विषय 
सृष्टि-खण्ड 
१-प्रन्थका उपक्रम तथा इसके स्वरूपका परिचय 
२-भीष्म और पुलस्त्यका संवाद--सृष्टि-क्रमका 
वर्णन तथा भगवान्‌ विष्णुकी महिमा 
३-ब्रह्माजीकी आयु तथा युग आदिका कालमान, 
भगवान्‌ वराहद्वारा पृथ्वीका रसातलसे उद्धार 
और ब्रह्माजीके द्वारा रचे हुए विविध सगोका 
वर्णन 
-यज्ञके लिये ब्राह्मणादि चर्णो तथा अन्नकी सृष्टि, 
'मरीचि आदि प्रजापति, रुद्र तथा स्वायम्भुव 
भनु आदिकी उत्पत्ति और उनकी संतान- 
परम्पराका वर्णन 
५-लक्ष्मीजीके प्रादुर्भावकी कथा, समुद्र-मन्थन 
और अमृत-प्राप्ति 
६-सतीका देहत्याग और, दक्ष-यज्ञ-विध्वंस --- 
'देवता, दानव, गन्धर्व, नाग और राक्षसॉकी 
उत्पत्तिका वर्णन 
<-मरुद्रणोंकी उत्पत्ति, भिन्न-भिन्न समुदायके 
राजाओं तथा चौदह मन्वन्तरोंका वर्णन --.- 
९-पृथुके चरित्र तथा सूर्यवेशका वर्णन 
१०-पितरों तथा श्राद्धके विभिन्न अङ्गोंका वर्णन 
११-एकोद्दिष्ट आदि श्राद्धोंकी विधि तथा 
श्राद्धोपयोगी तीर्थोका वर्णन 
१२-चन्द्रमाकी उत्पत्ति तथा यदुवंश एवं 
सहस्तार्जुनके प्रभावका वर्णन 
१३-थदुबंशके अन्तर्गत क्रोष्टु आदिके वेश तथा 
श्रीकृष्णावतारका वर्णन 
१४-पुष्कर तीर्थकी महिमा, वहाँ वास करनेवाले 
लोगोंके लिये नियम तथा आश्रम-धर्मका 
निरूपण 


१५-पुष्कर क्षेत्रमें ब्रह्माजीका यज्ञ और सरस्वतीका 
आपस .- ००5००7०८545 ४६४२२ #«० 56 
१६-सरस्वतीके नन्दा नाम पड्नेका इतिहास और 
उसका माहाल्य +: -..' .-.--------.--- 
१७-पुष्करका माहात्म्य, आगस्त्याश्रम तथा महर्षि 
अगस्त्यके प्रभावका वर्णन +----------.- 
१८-सप्तर्षि-आश्रमके प्रसङ्गमें सप्तर्षियॉके अल्रोभका 
वर्णन तथा ऋषियोंके मुखसे अन्नदान एवं 
दम आदि धर्मोकी प्रशंसा *------------ 


॥ श्रीहरिः ॥ 


विषय-सूची 


पृष्ठ-संख्या विषय 


र्‌ 


३ 


डर 


५५ 


१९-नाना प्रकारके ब्रत, स्नान और तर्पणकी विधि 
तथा आन्नादि पर्वतोंके दानकी प्रशैसाम्नें राजा 
घर्ममूर्तिकी कथा --« हि 
२०-भीमद्वादश्ी-प्रतका विधान * भन 
२१-आदित्य-शयन और रोहिणी-चन्द्र-शयन-ब्रत, 
तडागकी प्रतिष्ठा, वृक्षारोपणकी विधि तथा 
सौभाग्य-शयन-ब्रतका वर्णन 
२२-तीर्थ-महिमाके प्रसज़में वामन-अवतारकी 
कथा, भगवानका बाष्कलि दैत्यसे त्रिलोकीके 
राज्यका अपहरण 
२३-सत्सङ्गके प्रभावसे पाँच प्रेतोंका उद्धार और 
पुष्कर तथा प्राची सरस्वतीका माहात्म्य ---- 
२४-मार्कण्डेयजीके दीर्घायु होनेकी कथा और 
श्रीरामचन्द्रजीका लक्ष्मण और सीताके साथ 
पुष्करमें जाकर पिताका श्राद्ध करना तथा 
अजगन्ध शिवकी स्तुति करके लौटना 
२५-ब्रह्माजीके यज्ञके ऋत्विजोंका वर्णन, सब 
देवताओंको ब्रह्मद्रारा वरदानकी प्राप्ति, 
औविष्णु और श्रीशिवद्वारा अ्रह्माजीकी स्तुति 
तथा ब्रह्माजीके द्वारा भिन्न-भिन्न तीर्थोमिं अपने 
नामों और पुष्करकी महिमाका वर्णन 
२६-श्रीरामके द्वारा झम्बूकका बघ और मरे हुए 
ब्राह्मण-बालकको जीवनकी प्राप्ति + “° 
२७-महर्षि अगस्त्यद्वारा राजा श्वेतके उद्धारकी कथा 
२८-दण्डकारण्यकी उत्पत्तिका वर्णन 
२९-श्रीरमका लड, रमेश्वर, पुष्कर एवं मथुरा होते 
हुए गङ्गातटपर जाकर भगवान्‌ श्रीवामनकी 
स्थापना करना 
३०-भगवान्‌ श्रीनाणयणकी महिमा, युगोंका परिचय, 
अर्यके जलमें मार्कण्डेयजीको भगवानके 
दर्शन तथा भगवानकी नाभिसे कमरूकी 


३१-मधु-कैटभका वघ तथा सृष्टि-परम्पराका वर्णन 
३२-तारकासुरके जन्मको कथा, तारककी तपस्या, 
उसके द्वारा देवताओंकी पराजय और ब्रह्माजी- 
का देवताओंको सान्त्वना देना 
३३-पार्यतीका जन्म, मदन-दहन, पार्वतीकी तपस्या 
और उनका भगवान्‌ शिवके साथ विवाह -- 


पृष्ठ-संख्या 


७५ 
८१ 


<३ 


९१ 


२९७ 


१०२ 


१०९ 
११४ 


११६ 
११९ 


१२२ 


१३० 
१३३ 


१३४ 


१२८ 


विषय 
३४-गणेश और कार्तिकेयका जन्म तथा कार्तिकेय- 
द्वारा तारकासुरका वध 
३५-उत्तम ब्राह्मण और गायत्री-मन्त्रकी महिमा 
३६-अधम ब्राह्मणोंका वर्णनं, पंतित विप्रकी कथा 
और गरुड़जीका चरित्र 
३७-न्राह्मणोके जीविकोपयोगी कर्म और उनका 
महत्त्व तथा गौओंकी महिमा और गोदानका 
फल 
३८-द्विजोचित आचार, तर्पण तथा शिष्टाचारका 
वर्णन 
३९-पितृभक्ति, पातिव्रत्य, समता, अद्रोह और 
विष्णुभक्तिरूप पाँच महायज्ञोके विषयमे 
ब्राह्मण नरोत्तमकी कथा 
,४०-पतिन्नता ब्राह्मणीका उपाख्यान, कुलटा स्त्रियोंके 
सम्बन्धे उमा-नारद-संबाद, पतिव्रताकी 
महिमा और कन्यादानका फल ---------- 
४१-तुत््रघारके सत्य और समताकी प्रशंसा, सत्य- 
भाषणकी महिमा, लोभ-त्यागके विषयमे एक 
झूहकी कथा और मूक चाण्डाल आदिका 


४२-पोखरे खुदाने, वृक्ष लगाने, पीपलकी पूजा 
करने, पौंसछे (प्याक) चलाने, गोचरभूमि 
छोड़ने, देवालय ननवाने और देवताओंक्री पूजा 
करनेका माहात्म्य --- 
४३-रुद्राक्षकी उत्पत्ति और महिमा तथा आँवलेके 
फलकी महिमामें प्रेतोकी कथा और तुसी- 
दलका माहात्म्य 
-तुलसी-स्तोत्रका वर्णन -- 
४५-श्रीगङ्गाजीकी महिमा और उनकी उत्पत्ति 
२४६-गणेशजीकी महिमा और उनकी स्तुति एवं 
पूजाका फल 
४७-सक्जय-व्यास-संवाद्‌--मनुष्ययोनिमें उत्पन्न 
हुए दैत्य और देवताओके लक्षण 
४८-भगवान्‌ सूर्यका तथा संक्रान्तिमें दानका 
माहाल्य 
४९-भगवान्‌ सूर्यकी उपासना और उसका फल-- 
भद्रे्रक्री कथा 


भूमि-खण्ड 
५०-शिवद्कामकि चार पुत्रोंका पितृ-भक्तिके प्रभावसे 
श्रीविष्णुघामको प्राप्त होना 


[43 


पृष्ठ-संख्या 


१४६ 
१५० 
१५५ 


१६० 


१६६ 


१७० 


१८२ 


१८९ 


१९३ 


विषय 
५१-सोमरर्माकी पितृभक्ति 
५२-सुत्रतकी उत्पत्तिके प्रसङ्गमें सुमना और 
शिवशर्माका संवाद--विविध प्रकारके पुत्रोंका 
वर्णन तथा दुर्वासाद्वारा घर्मको शाप 
५३-सुमनाके द्वारा ब्रह्मचर्य, साङ्गोपाङ्ग धर्म तथा 
धर्मात्मा और पापियोंकी मृत्युका वर्णन '--- 
५४-वसिष्ठजीके द्वारा सोमरार्माके पूर्वजन्मसम्बन्धी 
शुभाशुभ कर्मोंका वर्णन तथा उन्हें भगवानके 
भजनका उपदेश 
५५-सोमरार्माके द्वारा भगवान्‌ श्रीबिष्णुकी आराधना, 
भगवानका उन्हें दर्शन देना तथा सोमशर्माका 
उनकी स्तुति करना 
५६-श्रीभगवानके वरदानसे सोमरार्माको सुव्रत 
नामक पुत्रकी प्राप्तिं तथा सुब्रतका तपस्यासे 
माता-पितासहित वैकुण्ठलोकमें जाना 
५७-राजा पृथुके जन्म और चरित्रका वर्णन 
५८-मृत्युकन्या सुनीथाको गन्धर्वकुमारका झाप, 
आङ्गकी तपस्या और भगवान्‌से बर-प्राप्ति 
५९-सुनीथाका तपस्याके लिये बनमें जाना, रम्भा 
आदि सखियोंका वहाँ पहुँचकर उसे मोहिनी 
विद्या सिखाना, अङ्गके साथ उसका गान्धर्व- 
विवाह, वेनका जन्म और उसे राज्यकी प्राप्ति 
६०-छद्यवेषघारी पुरुषके द्वारा जैन-धर्मका वर्णन, 
उसके बहकावेमें आकर वेनकी पापमें प्रवृत्ति 
और सप्तर्षियोंद्रार उसकी भुजाओंका मन्थन 
६१-वेनकी तपस्या और भगवान्‌ श्रीविष्णुके द्वारा 
उसे दान-तीर्थ आदिका उपदेश 
६२-श्रीविष्णुद्वाण नैमित्तिक और आभ्युदयिक 
आदि दानोंका वर्णन और पत्नीतीर्थके प्रसङ्गमें 
सती सुकलाकी कथा 
६३-सुकलाका रानी सुदेबाकी महिमा बताते हुए 
एक शूकर और झूकरीका उपाख्यान सुनाना, 
शूकरोद्रारा अपने पतिके पूर्वजन्मका वर्णन 
६४-शूकरीद्वारा अपने पूर्वजन्मके वृत्तान्तका वर्णन 
तथा रानी सुदेवाके दिये हुए पुण्यसे उसका 


६५-सुकलाका सतीत्व नष्ट करनेके लिये इन्द्र और 
काम आदिकी कुचेष्टा तथा उनका असफल 
होकर लैर आना 


२२८ 


२३१ 


२३३ 


२३६ 


२४० 


र्ड 


२४८ 


२५२ 


२५४ 


२५७ 


२६१ 


२६७ 


२७३ 


[९] 


विषय पृष्ठ-संख्या विषय पृष्ठ-संख्या 


६६-सुकलाके स्वामीका तीर्थयात्रासे लौटना और 
धर्मकी आज्ञासे सुकलाके साथ श्राद्धादि 
करके देवताओंसे वरदान प्राप्त करना ---' 
६७-पितृतीर्थके प्रसङ्गमें पिप्पलकी तपस्या और 
सुकर्माकी पितृभक्तिका वर्णन, सारसके कहनेसे 
पिष्पलका सुकर्माके पास जाना और सुकर्माका 
उन्हें माता-पिताकी सेवाका महत्त्व बताना 
६८-सुकर्माद्वारा ययाति और मातलिके संवादका 
उल्लेख--मातलिके द्वारा देहकी उत्पत्ति, 
उसकी अपकित्रता, जन्म-मरण और जीननके 
कष्ट तथा संसारकी दु:खरूपताका वर्णन 
६९-पापो और पुण्यॉके फलोंका वर्णन 
७०-मातलिके द्वारा भगवान्‌ शिव और श्रीविष्णुकी 
महिमाका वर्णन, मातलिको विदा करके राजा 
ययातिका वैष्णवधर्मके प्रचारद्वारा भूलोकको 
वैकुण्ठतुल्य अनाना तथा ययातिके दरबारमें 
काम आदिका नाटक खेलना 
७१-ययातिके शरीरमेँ जरावस्थाका प्रवेश, 
कामकन्थासे भेट, पूरुका यौवन-दान, 
ययातिका कामकन्याके साथ प्रजावर्गसहित 
बैकुण्ठधाम-रामन 
७२-गुरुतीर्थके प्रसङ्गमें महर्षि च्यवनकी कथा 
'कुजल पक्षीका अपने पुत्र उज्ज्यलको ज्ञान, 
ब्रत और स्तोत्रका उपदेश -------०---०- 
७३-कुञ्जलका अपने पुत्र निज्चलको उपदेश-- 
महर्षि जैमिनिका सुबाहुसे दानकी महिमा 
कहना तथा नरक और स्वर्गमें जानेवाले 
पुरुषोंका वर्णन 
७४-कुञ्जलका अपने पुत्र विज्वलको श्रीवासुदेवाभि- 
धान-स्तोत्र सुनाना * 
७५-कुञ्जल पक्षी और उसके पुत्र कपिञ्जलत्रका 
संवाद--कामोदाकी कथा और बिहुण्ड 
दैत्यका वध -. 
७६-कुञ्जलका च्यवनको अपने पूर्व-जीवनका 
वृत्तान्त बताकर सिद्ध पुरुषके कहे हुए ज्ञानका 
उपदेश करना, राजा वेनका यज्ञ आदि करके 
विष्णुधाममें जाना तथा पद्यापुराण और 
भूमिखण्डका माहात्म्य --. '---------- 


स्वर्ग-खण्ड 
७७-आदि सृष्टिके क्रमका वर्णन -------.*'* ३३२ 
२७९ ७८-भारतवर्षका वर्णन और वसिष्ठजीके द्वारा 
पुष्कर तीर्थकी महिमाका नखान ३३३ 
७९-जम्बूमार्ग आदि तीर्थ, नर्मदा नदी, अमर- 
कण्टक पर्वत तथा कावेरी-सङ्गमकी महिमा ३३६ 
२८६ ८०-नर्मदाके तटवती तीर्थाका वर्णन ३३८ 
८१-बिविध तीर्थोंको महिमाका वर्णन डड 
८२-धर्मतीर्थ आदिकी महिमा, यमुना-स्नानका 
माहाल्य--हेमकुण्डल वैश्य और उसके 
Rc पुत्रोकी कथा एबं स्वर्ग तथा नरकमें ले .. 
३९४ जानेवाले शुभाशुभ कर्मोका वर्णन ३४९ 
८३-सुगन्ध आदि तीर्थोकी महिमा तथा काशी- 
पुरीका माहात्य ----------------***- ३५८ 
८४-पिशाचमोचनकुण्ड एवं कपदींश्वरका 
4२८ माहात्य---पिशाच तथा झङ्कुकर्ण मुनिके मुक्त 
होनेकी कथा और गया आदि तीर्थोकी महिमा ३६१ 
८५-ब्रह्मस्थूणा आदि तीर्थो तथा प्रयागकी महिमा; 
इस प्रसङ्गके पाठका माहात्म्य ---------* ३६६ 
३०२ मार्कण्डेयजी तथा श्रीकृष्णका थुधिष्ठिरको 
प्रयागकी महिमा सुनाना - ३६८ 
८७-भगवान्के भजन एवे नाम-कीर्तनकी महिमा ३७५ 
३१० ८८ ब्रह्मचारैके पालन करनेयोग्य नियम ३७८ 
८९-ब्रह्मचारी शिष्यके धर्म ** ** ३८३ 
९०-स्न्रातक और गृहस्थके घर्मोका वर्णन ३८७ 
९१-व्यानहारिक रिष्टाचारका वर्णन ३९० 
३१५ ९२-गृहस्थधर्ममें भक्ष्याभक्ष्यका विचार तथा दान- 
धर्मका वर्णन ३९३ 
३१८ ९३-वानप्रस्थ-आश्रमके धर्मका वर्णन - - ३९७ 
९४-संन्यास-आश्रमके धर्मका वर्णन ३९९ 
९५-संन्यासीके नियम 
३२२ ९६-भगवद्धक्तिको प्रशेसा, स्त्री-सङ्गकी निन्दा, 
भजनकी महिमा, ब्राह्मण, पुराण और गङ्गाकी 
महत्ता, जन्म आदिके दुःख तथा हरिभजनकी 
आवश्यकता +` 
९७-श्रीहरिके पुराणमय स्वरूपका वर्णन तथा 
३२७ पद्मपुराण और स्वर्ग-खण्डका माहात्म्य "२०० ४०८ 


विषय 
पाताल-सण्ड 
९८-शेषजीका वात्स्यायन मुनिसे रामाश्वमेघकी कथा 
आरम्भ करना, श्रोयमचन्रजीका लङ्कासे 
अयोध्याके लिये बिदा होना ---'------- 
निकट आगमन 
१००-श्रीरामका नगर-प्रवेश, माताऑसे मिलना, 
राज्य ग्रहण करना तथा रामराज्यकी सुव्यवस्था 
१०१-देवताओद्वारा श्रीरामकी स्तुति, श्रीरामका 
उन्हें बरदान देना तथा रामराज्यका वर्णन 
१०२-श्रीरामके दरबारमें अगस्त्यजीका आगमन, 
उनके द्वारा रावण आदिके जन्म तथा तपस्याका 
वर्णन और देवताओंकी प्रार्थनासे भगवानका 
अवतार लेना 
१०३-अगस्त्यका अश्वमेघ यज्ञकी सलाह देकर 
अश्वकी परीक्षा करना तथा यज्ञके लिये आये 
हुए ऋषियोंद्वारा घर्मकी चर्चा 
१०४-यज्ञसम्बन्धी अश्वका छोड़ा जाना और श्रीरामका 
उसकी रक्षाके लिये शत्रुघ्नको उपदेश करना 
१०५-शश्रुध् और पुष्कल आदिका सबसे मिलकर 
'सेनासहित घोड़ेके साथ जाना, राजा सुमदकी 
कथा तथा सुमदके द्वारा इन्रुन्नका सत्कार ** 
१०६ -इत्रुध्रका राजा सुमदको साथ लेकर आगे जाना 
और च्यवनमुनिके आश्रमपर पहुँचकर सुमतिके 
मुखसे उनकी कथा सुनना--च्यवनका 
सुकन्यासे ब्याह 
१०७-सुकन्याके द्वारा पतिकी सेवा, च्यवनको यौवन- 
प्राप्ति, उनके द्वारा अश्चिनीकुमारोंको यशभाग- 
अर्पण तथा च्यवनका अयोध्या-गमन 
१०८-सुमतिका झत्रुत्रसे नीलाचलनिचासी भगवान्‌ 
पुरुषोत्तमकी महिमाका वर्णन करते हुए एक 
इतिहास सुनाना 
१०९-तीर्थयात्राकी विधि, राजा रलग्रीवकी यात्रा तथा 
गण्डकी नदी एवे 'झालप्रामशिलाकी महिमाके 
असंगरमेँ एक पुल्कसकी कथा - 
११०-राजा रलग्रीवका नीलपर्वतपर भगवानका दर्शन 
'करके रानी आदिके साथ वैकुण्ठको जाना तथा 
झत्रुघका नीलपर्वतपर पहुँचना 


[१०] 


पृष्ठ-संख्या विषय 


१४१० 


४१२ 


x९ 


४१७ 


४२० 


र 


४२७ 


४३० 


१४४० 


४५५ 


१११-चक्राङ्का नगरीके राजकुमार दमनद्वारा घोड़ेका 
पकड़ा जाना तथा राजकुमारका प्रतापाम्रयको 
युद्धमें परास्त करके स्वयं पुष्कलके द्वारा 
पराजित होना 
११२-राजा सुबाहुका भाई और पुत्रॉसहित युद्धे 
आना तथा सेनाका क्रौञ्च-व्यूहनिर्माण 
११३-राजा सुबाहुकी प्रशंसा तथा लक्ष्मीनिधि और 
सुकेतुका द्वन्द्र-युद्ध 
११४-पुष्कलके द्वारा चित्राङ्गका वध, हनुमानजीके 
चरण-प्रहारसे सुबाहुका शापोद्धार तथा उनका 
आत्मसमर्पण 
११५-तेजःपुर के राजा सत्यवानकी जन्मकथा-- 
सत्यवानका शत्रुघ्नको सर्वख-समर्पण 
११६-शत्रुप्रके द्वारा विधुन्माली और उग्रदेष्ट्रका वध 
तथा उसके द्वारा चुराये हुए अश्वकी प्राप्ति 
११७-शत्रुष्न आदिका घोड़ेसहित आरण्यक मुनिके 
आश्रमपर जाना, मुनिकी आत्म-कथामें 
रामायणका वर्णन और अयोध्यामें जाकर उनका 
श्रीरघुनाथजीके स्वरूपमें मिल जाना 
११८-देवपुरके राजकुमार रुक्माङ्गदद्वारा अश्वका 
अपहरण, दोनों ओरकी सेनाओंमें युद्ध और 
पुष्कलके बाणसे राजा वीरमणिका मूर्छित होना 
११९-हनुमानूजोके द्वारा वीरसिंहकी पराजय, 
बीरभद्रके हाथसे पुष्कलका वध, शङ्करजीके 
द्वारा शत्रु्रका मूर्छित होना, हनुमानके पराक्रमसे 
शिवका सन्तोष, हनुमानूजीके उद्योगसे मरे 
हुए वीरोंका जीवित होना, श्रीरामका प्रादुर्भाव 
और खीरमणिका आत्मसमर्पण 
१२०-अश्वका गात्र-स्तम्भ, श्रीरामचरित्र-कीर्तनसे 
एक स्वर्गवासी ब्राह्मणका राक्षसयोनिसे उद्धार 
तथा अश्वके गात्र-स्तम्भकी निवृत्ति 
१२१-राजा सुरथके द्वारा अश्वका पकड़ा जाना, 
राजाकी भक्ति और उनके प्रभावका वर्णन, 
अङ्गदका दूत बनकर राजाके यहाँ जाना और 
राजाका युद्धके लिये तैयार होना 
१२२-युद्धमें चम्पकके द्वारा पुष्कलका बाँधा जाना, 
इनुमान्‌जीका चम्पकको मूर्छित करके पुष्कलको 
छुड़ाना, सुरथका हनुमान्‌ और चन्रुध आदिको 
जीतकर अपने नगरमें ले जाना तथा श्रीरामके 
आनेसे सबका छुटकाण होना 


पृष्ठ-संख्या 


४६० 


४६३ 


१४७५ 


ws 


४८८ 


४९३ 


४९८ 


५०२ 


५०६ 


विषय 
१२३-वास्मीकिके आश्रमपर लवद्वारा घोडेका बैँधना 
और अश्व-रक्षकोंकी भुजाऑका काटा जाना 
१२४-गुप्तचरोंसे अपवादकी बात सुनकर श्रीरामका 
भरतके प्रति सीताको वनर्मे छोड़ आनेका 
आदेश और भरतकी मूर्च्छा 
१२५-सीताका अपवाद करनेवाले धोनोके पूर्वज*भका 
“` वृत्तान्त +` ~ 
१२६-सीताजीके त्यागकी बातसे शल्रुघ्नकी भी मूर्च्छा, 
लक्ष्मणका दुःखित चित्तसे सीताको जंगळमें 
छोड़ना और वाल्मीकिके आश्रमपर लव-कुराका 
जन्म एवं अध्ययन 
१२७-युद्धमें लवके द्वारा सेनाका संहार, कालजित्‌का 
बध तथा पुष्कल और हनुमानज़ीका मूर्च्छित 
होना 
१२८-शत्रुघ्के बाणसे लवकी मूर्च्छा, कुशका रण- 
क्षेत्रमें आना, कुश और लवकी विजय तथा 
सीताके प्रभावसे शत्रुघ्न आदि एबं उनके 
सैनिकोंकी जीव-रक्षा -----.----------- 
१२९-शत्रुघ्न आदिका अयोध्यामें जाकर 
श्ीरघुनाथजीसे मिलना तथा मन्त्री सुमतिका 
उन्हें यात्राका समाचार बतलाना 
१३०-वाल्मीकिजीके द्वारा सीताकी शुद्धता और 
अपने पुत्रोंका परिचय पाकर श्रीरामका सीताको 
लानेके लिये लक्ष्मणको भेजना, लक्ष्मण और 
सीताकी बातचीत, सीताका अपने पुत्रोंको 
भेजकर स्वयं न आना, श्रीरामकी प्रेरणासे पुनः 
लक्ष्मणका उन्हें बुलानेको जाना तथा शेषजीका 
वात्स्यायनको रामायणका परिचय देना 
१३१-सीताका आगमन, यज्ञका आरम्भ, अश्वकी 
मुक्ति, उसके पूर्वजन्मकी कथा, यज्ञका उपसंहार 
और रामभक्ति तथा अश्वमेघ-कथा-श्रवणकी 


१३२-वृन्दावन और श्रीकृष्णका माहात्म्य - - 

१३३-श्रीरधा-कृष्ण और उनके पार्षदोंका वर्णन तथा 
नारदजीके द्वारा ब्रजमें अवतीर्ण श्रीकृष्ण और 
राधाके दर्शन 

१३४-भगवानके परात्पर स्वरूप--श्रीकृष्णकी महिमा 
तथा मधुराके माहाल्यका वर्णन 


[९९३ 


पृष्ठ-संख्या विषय 


५११ 


५१३ 


५१८ 


५२९ 


५२८ 


५३१ 


५३२७ 


५३९ 


५४६ 
घळ 


५७४ 


५७८ 


१३५-भगवान्‌ श्रीकृष्णके द्वारा ब्रज तथा द्वारकामें 
निवास करनेवालोंकी मुक्ति, जैष्णजॉकी द्वाद 
शुद्धि, पाँच प्रकारकी पूजा, शालग्रामके स्वरूप 
और महिमाका वर्णन, तिलककी विधि, अपराध 
और उनसे छूटनेके उपाय, हविष्यात्न और 
तुलसीकी महिमा 
१३६-नाम-कीर्तनकी महिमा, भगवानके चरण- 
चिह्रोंका परिचय तथा प्रत्येक मासमें भगवान्‌की 
विशेष आराधनाका वर्णन 
१३७-मन्त्रचिन्तामणिका उपदेश तथा उसके ध्यान 
आदिका वर्णन 


युगल-मन्त्रकी प्राप्ति 
१३९-अम्बरीष-नारद-संबाद तथा नारदजीके द्वारा 
निर्मुण एवं सगुण ध्यानका वर्णन 
१४०-भगवद्धक्तिक लक्षण तथा वैशाख-स्रानकी 
महिमा -- 
१४१-वैशाख-माहात्य 
१४२-बैज्ञाख-स््रानसे पाँच प्रेतोंका उद्धार तथा 
'पोप-प्रशमन' नामक स्तोत्रका वर्णन 
१४३-वैशाख मासमें स्नान, तर्पण और श्रीमाधव- 
पूजनकी विधि एवं महिमा 
१४४-यम-ब्राह्मण-संवाद--नरक तथा स्वर्गमे ले 
जानेबाले कर्मोंका वर्णन 
१४५-तुलसीदल और अश्वत्थकी महिमा तथा 
वैज्ञाख-माहात्यके सम्बन्धमें तीन प्रेतेकि 
उद्धारकी कथा 
१४६-वैज्ञाख-माहात्म्यके प्रसङ्गमें राजा महीरथकी 
कथा और यम-ब्राह्मण-संवादका उपसंहार 
१४७-भगवान्‌ श्रीकृष्णका ध्यान 
उत्तरखण्ड 
१४८-नारद-महोदेव-संवाद्‌--बदरिकाश्रम 
नासयणकी महिमा ++ 
१४९-गङ्गावतरणकी संक्षिप्त कथा और हरिद्वारका 
मारस्य .=**>>+३ ००४४२००३२२००५ ५३३२५ 
१५०-गङ्गाकी महिमा, श्रीविष्णु, यमुना, गङ्गा, 
प्रयाग, काशी, गया एवं गदाधरकी स्तुति ** 
१५१-तुलसी, झालग्राम तथा अयागतीर्थका माहात्म्य 


तथा 


पृष्ठ-संख्या 


५६१ 


५६५ 


५६८ 


५७१ 


५७५ 


५८० 
५८३ 


५८५ 


५८९ 


५९३ 


५९६ 


५९९ 


६०६ 


६१० 


६११ 


६रेरे 
६१९ 


बिषय 
१५२-त्रिरात्र तुलसीत्रतकी विधि और महिमा 
१५३-अन्नदान, जलदान, तडाग-निर्माण, वृक्षारोपण 
तथा सत्यभाषण आदिकी महिमा 
१५३४-मन्दिरमें पुराणकी कथा कराने और सुपात्रको 
दान देमेसे होनेवाली सद्भतिके विषयमें एक 
आख्यान तथा गोपीचन्दनके तिळककी महिमा 
१५५-संवत्सरदौप-प्रतकी विधि और महिमा 
१५६-जयन्ती संज्ञावाली जन्भाष्टमीके त्रत तथा 
विविध प्रकारके दान आदिकी महिमा 
१५७-महाराज दशरथका शनिको संतुष्ट करके 
लोकका कल्याण करना - 
१५८-त्रिस्पृशात्रतकी विधि और महिमा -- - 
१५९-पक्षवर्धिनी एकादशी तथा जागरणका माहात्म्य 
१६०-एकादशीके जया आदि भेद, नक्तब्रतका 
स्वरूप, एकादशीकी विधि, उत्पत्तिकथा और 
महिमाका वर्णन 
१६१-मार्गशीर्ष शाक्कपक्षकी 'मोक्षा' एकादशीका 
माहात्म्य 
१६२-पौष मासकी 'सफला' और 'पुत्रदा' नामक 
एकादशीका माहात्म्य -----.---- ०००७ बह 
१६३-माघ मासकी 'षद्तिला' और 'जया' 
१६४-फाल्गुन मासकी 'निजया' तथा 'आमलकी' 
एकादशीका माहाल्य -----.--------- पि 
१६५-चैत्र मासकी “पापमोचनी' तथा “कामदा' 
एकादशीका माहात्म्य 


तथा *निर्जरा' 


एकादशीका माहात्म्य 
१६७-ज्येष्ठ मासकी “अपरा' 
एकादशीका माहात्म्य 
१६८-आषाढ़ मासकी “योगिनी' और 'शयिनी' 
एकादशीका माहात्म्य 
१६९-श्रावण मासकी 'कामिका' और 'पुत्रदा' 
एकादशीका माहात्म्य 
१७०-भाद्रपद मासकी 'अजा' और 'पद्या' 
एकादशीका माहात्म्य 
१७१-आश्चिन मासकी 'इन्दिर' और “पापाङ्कुशा' 
एकादशीका माहात्म्य -- = 


[९२] 


पृष्ठ-संख्या 


६२१ 
६२३ 
६२६ 
६२८ 


६३१ 


६३९ 


विषय पृष्ठ-संख्या 
१७२-कार्तिक मासकी “रमा' और 'प्रबोधिनी' 
एकादशीका माहात्म्य --..-..--..-..--- ६७४ 
१७३-पुरुषोत्तम मासकी 'कमला' और 'कामदा' 
एकादशीका माहात्म्य -.-.-..-.....-.-. ६७७ 
१७४-चातुर्मास्य ब्रतकी विधि और उद्यापन ६८० 
१७५-यमराजकी आराधना और गोपीचन्दनका 
हेरे ५०००५ कि 
१७६-वैष्णवोके लक्षण और महिमा तथा श्रवण- 
द्वादशी-ब्रतकी विधि और माहात्य-कथा ६८८ 
१७७-नाम-कीर्तनकी महिमा तथा श्रीविष्णुसहर्ननाम- 
स्तोत्रका वर्णन --------*--------**-- ६९१ 


१७८-गृहस्थ-आश्रमकी प्रशंसा तथा दान-धर्मकी 
महिमा 
१७९-गण्डकी नदीका माहात्म्य तथा अभ्युदय एवं 
और्घ्वदैहिक नामक स्तोत्रका वर्णन 
१८०-ऋषिपञ्चमी-त्रतकी कथा, निधि और महिमा 
१८१-न्याससहित अपामार्जन नामक स्तोत्र और 
उसकी महिमा 
१८२-श्रीविष्णुकी महिमा--भक्तप्रवर पुण्डरीककी 
१८३-श्रीगङ्गाजीकी महिमा, वैष्णव पुरुषोंके लक्षण 
तथा श्रीविष्णु-प्रतिमाके पूजनका माहात्म्य ** 
१८४-चैत्र और वैशाख मासके विशेष उत्सवका 
वर्णन, वैशाख, ज्येष्ठ और आषाढ़में जलस्थ 
श्रीहरिके पूजनका महत्त्व 
१८५-पवित्रारेपणकी विधि, महिमा तथा भिन्न-भिन्न 
मासमें श्रीहरिकी पूजामें काम आनेवाले विविध 
पुष्पोंका वर्णन 
१८६-कार्तिक-्रतका माहात्य--गुणवतीको 
कार्तिकत्रतके पुण्यसे भगवानकी प्राप्ति 
१८७-कार्तिकको श्रेष्ठताके प्रसङ्गमें शङ्घासुरके बघ, 
बेदोंके उद्धार तथा 'तीर्थराज' के उत्कर्षकी कथा 
१८८-कार्तिक मासमें खान और पूजनकी विधि 
१८९-कार्तिक-त्रतके नियम और उद्यापनकी विधि 
१९०-कार्तिक तके पुण्यदानसे एक राक्षसीका उद्धार 
१९१-कार्तिक-माहात्यके प्रसङ्गमें राजा चोल और 
विष्णुदासकी कथा 


विषय 


[ ९३] 


पृष्ठ-संख्या विषय पृष्ठ-संख्या 
१९२-पुण्यात्माओके संसर्मसे पुण्यको प्राप्तिके प्रसड़में २१६-श्रीमद्भगवद्रीताके नवें और दसवें अध्यायोंका 
धनेश्वर ब्राह्मणको कथा + ऽर्‌ माहात्य ------------------.-.--.-. ८२८ 
१९३-अशक्तावस्थामें कार्तिक -वतके निर्वाहका उपाय ७७३ २१७-श्रीमद्भगवद्रीताके ग्यारहवें अध्यायका माहात्म्य ८३२ 
१९४-कार्तिक मासका माहात्य और उसमें पालन २१८-श्रीमद्धगवद्रीताके बारहवें अध्यायका माहात्म्य ८३५ 
करने योग्य नियम -- ७७४ २१९-श्रीमद्धगवद्रोताके तेरहवें और चौदहवे 
१९५-असङ्गतः माघस्त्रानकी महिमा, शुकरक्षेत्रका अध्यायोंका माहाल्य :------.--.-..--- ८३७ 
माहात््य तथा मासोपवास-व्रतकी विधिका वर्णन ७७७ २२०-श्रीमद्भगबद्रीताके पंद्रहे तथा सोलहनें 
१९६-शालग्रामशिलाके पूजनका माहात्म्य ------ ७७८ अध्यायोंका माहात्म्य :-.--.-.----.--- ८४० 
१९७-भगवत्पूजन, दीपदान, यमतर्पण, दीपाबली- २२१-श्रीमद्भगवद्रीताके सत्रहवे और अठारहलें 
कृत्य, गोवर्धन-पूजा और यमद्वितीयाके दिन अध्यायोंका माहात्म्य *** <डर 
करने योग्य कृत्योंका वर्णन ****९५*०० १५५५ ७८० २२२-देवर्षि नारदकी सनकादिसे भेंट तथा नारदजीके 
१९८-अबोधिनी एकादशी और उसके जागरणका महत्त्व द्वारा भक्ति, ज्ञान और वैराग्यके वृत्तान्तका वर्णन ८४५ 
'तथा भीष्मपञ्चक-व्रतकी विधि एवं महिमा ७८२ २२३-भक्तिका कष्ट दूर करनेके लिये नारदऔका 
१९९-भक्तिका स्वरूप, शालग्रामशिलाकी महिमा उद्योग और सनकादिके द्वारा उन्हे साधनकी प्राप्ति. ८४९ 
तथा वैष्णव पुतो माहाल्य ११११०१११०११ ७८४ २२४-सनकादिद्वारा श्रीमद्धागवतकी महिमाका वर्णन 
२००-भगवत्स्मरणका प्रकार, भक्तिकी महत्ता, तथा कथा-रससे पुष्ट होकर भक्ति, ज्ञान और 
भगवत्तत्वका ज्ञान, प्रारब्धकर्मकी प्रबलता सैशब्यका अकट होना :::::३३०:६२२:३६२०१ द्या 
तका कक “९८६ २२५-कथामें भगवानका प्रादुर्भाव, आत्मदेव 
२०१-पुष्कर आदि तीरथॉका वर्णन ७९० ब्राह्मणफी कथा--घुन्धुकारी और गोकर्णकी 
२०२-वेत्रवती और साभ्रमती (साबरमती) नदीका अत तथा आहच बनाएन है 772 द 
माहाल्य --------------------०----- ७९१ 
२०३-साश्रमती नदीके अवान्तर तीर्थोंका वर्णन ७९५ berries उ 
२०४-अम्नतीर्थ, हिरण्यसंगमतीर्थ, धर्मतीर्थ आदिकी परमधाम हि ०२० २८००२४२ ३२००० टि 
महिमा ›'*,-*-* ००२००००००००००» ७२७ 
२०५-साभ्रमती-तटके कपीश्वर, एकघार, सप्तधार Mii वचि तथी हन 
और ब्रह्मवल्ली आदि तीर्थोंकी महिमाका वर्णन ७९९ ८ क ०० 
२०६-साभ्रमती-तटके बालार्क, दुर्ध्षेश्वर तथा रा इत्कप्रस्थ' नामक तीर्थकी हा 
खङ्गधार आदि तीथॉकी महिमाका वर्णन --- ८०२ (१११ "१ 
२०७-वात्रत्नी आदि तीर्थोकी महिमा * ८०६. २२९-निगमिदयोध .. अमक, ीर्धकीः “हिमाल 
महिमा ५०७० ८२०४०७५ 0270000202202224न2 ८१० ०: 
२०९-श्रीमद्धगवद्वीताके पहले अध्यायका माहात्म्य ८१४ सुनाना- राजाको नन्दिनीकी सेवासे पुत्रकी 
२१०-श्रीमद्धगवद्रीताके दूसरे अध्यायका माहात्म्य ८१५ आधि:22९६०१६६०९१५०३११२:४२३७१९४ १४९५३ £0 
२११-श्रीमद्धगनद्रीताके तीसरे अध्यायका माहाल्य ८१७ २३१-शरभको देवीकी आराधनासे पुत्रकी प्राप्ति; 
२१२-श्रीमद्भगवद्रीताके चौथे अध्यायका माहात्म्य ८२० शिवशर्मकि पूर्वजन्मको कथाका और 
२१३-श्रीमद्भगवद्रोताके पाँचवें अध्यायका माहात्य ८२२ निगमोद्वोधक तौर्थकी महिमाका उपसंहार .-:- ८७९ 
२१४-श्रीमद्भगवद्दीताके छठे अध्यायका माहात्म्य ८२३ २३२-इच्प्रस्थके द्वारका, कोसला, मधुवन, बदरी, 
२१५-श्रीमद्धगवद्गीताके सातवें तथा आठवें हरिद्वार, पुष्कर, प्रयाग, काशी, काञ्ची और 
अध्यायोंका माहात्म्य ८२५ गोकर्ण आदि तीथॉका माहात्य -----..-- ८८० 


विषय 
२३३-बसिष्ठजीका दिलीपसे तथा भूगुजीका 
विद्याधरसे माघस्नानकी महिमा बताना तथा 
माघस्नानसे विद्याधरकी कुरूपताका दूर होना 
२३४-मृगशृङ्ग मुनिका भगबान्‌से वरदान प्राप्त करके 
अपने घर लौटना 
२३५-मृगशृक्ष मुनिके द्वारा माघके पुण्यसे एक 
हाथीका उद्धार तथा मरी हुई कन्याओंका 
जीवित होना 
२३६-यमलोकसे लौटी हुई कन्याओकि द्वारा वहाँकी 
अनुभूत बातोंका वर्णन 
२३७-महात्मा पुष्करके द्वारा नरकमें पड़े हुए जीवोंका 


२३८-मृरशृङ्गका विवाह, विबाहके भेद तथा गृहस्थ- 
आश्रमका घर्म - 

२३९-पतित्रता खियोकि लक्षण एवं सदाचारका वर्णन 

२४०-मृगशङ्जके पुत्र मृकण्डु मुनिकी काशी-यात्रा, 
काशी-माहात्य तथा माताओंकी मुक्ति **** 


२४१-मार्कण्डेयजीका जन्म, भगवान्‌ शिवकी 
आराधनासे अमरत्व-प्राप्ति तथा मृत्युञ्जय 
स्तोत्रका वर्णन 
२४२-माघज्नानके लिये मुख्य-मुख्य तीर्थ और नियम 
२४३-माघ मासके स्नानसे सुत्रतको दिव्यलोककी 
प्राप्ति 
२४४-सनातन मोक्षमार्ग और मन्त्रदीक्षाका वर्णन - 
२४५-भगवान्‌ विष्णुको. महिमा, उनकी भक्तिके भेद 
तथा अष्टाक्षर मन्त्रके स्वरूप एवं अर्थका निरूपण 
२४६-श्रीविष्णु और लक्ष्मीके स्वरूप, गुण, धाम एवं 
विभूतियोका वर्णन 
२४७-बैकुण्ठधाममें भगवानकी स्थितिका वर्णन, 
'योगमायाद्वारा भगवानकी स्तुति तथा भगवानके 
द्वार सृष्टि-रचना 
२४८-देवसर्ग तथा भगवानके चतुर्व्यूहका वर्णन 
२४९-मत्स्य और कूर्म अवतारोंकी कथा, समुद्र- 


[१४] 


Coe Sd 


पृष्ठ-सेख्या विषय पृष्ठ-संख्या 
मन्थनसे लक्ष्मीजीका प्रादुर्भाव और एकादशी- 
द्वादशीका माहात्म्य ९३५ 
८८४ २५०-नुसिंहावतार एवं प्रह्मदजीकी कथा - ९३९ 
२५१-वामन-अवतारके वैभवका वर्णन +*------ ९४५ 
८८७ २५२-परशुरामावतारकी कथा रड७ 
२५३-श्रीरामावतारकी कथा- जन्भका प्रसङ्ग --- ९४९ 
२५४-श्रोणमका जातकर्म, नामकरण, भरत आदिका 
८९० जन्म, सीताकी उत्पत्ति, विश्वामित्रकी यज्ञरक्षा 
तथा राम आदिका विवाह -..........--- ९५१ 
८९५ २५५-श्रीरामके बनवाससे लेकर पुनः अयोध्यामें 
आनेतकका प्रसङ्ग --२:००२११०००१०००००- ९५४ 
९०० २५६-श्रीणमके राज्याभिषेकसे परमधामगमनतकका 
असङ्ग -<*६८००२२४६०३०६९२४४००००४६५३% ९६० 
९०२ २५७-श्रीकृष्णावतारकी कथा- श्रजकी लोलाऑका 
९०७ जसने -२- ५.०५०९३० २6०००२५२१ ०९१२7 ९६४ 
२५८-भगवान्‌ श्रीकृष्णकी मधुरा-यात्रा, कंसवध 
९१० और उग्रसेनका राज्याभिषेक ---.-.-.---- ९६९ 
२५९-जरासन्धक्री पराजय, द्वारका-दुर्गकी रचना, 
कालयबनका वध और मुचुकुन्दकी मुक्ति -- ९७५ 
९१२ २६०-सुधर्मा-सभाकी प्रापि, रुक्मिणी-हरण तथा 
९१७ रुक्मिणी और श्रीकृष्णका विवाह २७७ 
२६१-भगबान्रके अन्यान्य विवाह, स्यमन्तकमणिकी . 
९१९ कथा, नरकासुरका वध तथा पारिजातहरण ९७९ 
९२१ २६२-अनिरुद्धका ऊषाके साथ विवाह ९८२ 
२६३-पौण्डूक, जरासन्ध, शिशुपाल और दन्तवक्त्र- 
९२३ का वध, व्रजवासियॉकी मुक्ति, सुदामाको 
ऐशर्यत्रदान तथा यदुकुलका उपसंहार -- -- « ९८४ 
९२७ २६४-श्रीविष्णु-पूजनकी विधि तथा वैष्णबोचित 
आचारका वर्णन ----.--.--.------.-. ९८९ 
२६५-शराम-नामकी महिमा तथा श्रीरामके १०८ 
९३० नामका माहाल्य ---------.--..--....- ९९४ 
९३२ २६६-त्िदेवोमें शरीविष्णुकी श्रेष्ठता तथा ग्रन्थका 
उपसंहार ---'*.---...'.--.-,-...... २९८ 


भगवान्‌ विष्णु 


॥ ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥ 


संक्षिप्त पदापुराण 


अन्थका उपक्रम तथा इसके स्वरूपका परिचय 


स्वच्छं चन्द्राददार्त करिकरमकरक्षोभसंजातफेनं 
ब्रह्ोजूतिप्रसक्ै्रतनियमपरैः सेखितं खिप्रमुख्दै: । 
अंध्काराल्कुतेन जरिधुयनगुरुण ब्रह्मणा दृष्टिपूतं 
संभोगाभोगरम्ये जळमशुभहरं पौष्करं नः पुनातु ॥* 
श्रीव्यासजीके शिष्य परम बुद्धिमान्‌ लोमहर्षणजीने 
एकान्तमें बैठे हुए [अपने पुत्र] उग्रश्रवा नामक सूतसे 
कहा--“बेटा ! तुम ऋषियोंके आश्रमोंपर जाओ और 
उनके पूछनेपर सम्पूर्ण धर्मोका वर्णन करो । तुमने मुझसे 
जो संक्षेपमें सुना है, वह उन्हें विस्तारपूर्वक सुनाओ ! मैंने 
महर्षि वेदव्यासजीके मुखसे समस्त पुराणोंका ज्ञान प्राप्त 
किया है और वह सब तुम्हें बता दिया है; अतः अन 
मुनियॉके समक्ष तुम उसका विस्तारके साथ वर्णन करो । 
अयागमें कुछ महर्षियोने, जो उत्तम कुलॉमें उत्पन्न हुए थे, 
साक्षात्‌ भगवानसे प्रश्न किया था। वे [यज्ञ करनेके 
योग्य] किसी पावन प्रदेशको जानना चाहते थे । भगवान्‌ 
नारायण ही सबके हितैषी हैं, वे धर्म्रनुष्ठानकी इच्छा 
रखनेवाले उन महर्षियोंके पूछनेपर नोले---'मुनिवरो ! 
यह सामने जो चक्र दिखायी दे रहा है, इसकी कहीं 
तुलना नहीं है। इसकी नाभि सुन्दर और स्वरूप दिव्य 
है। यह सत्यकी ओर जानेवाला है । इसकी गति सुन्दर 
एवं कल्याणमयी है। तुमलोग सावधान होकर नियम- 
पूर्वक इसके पीछे-पीछे जाओ । तुम्हें अपने लिये हितकारी 
स्थानकी प्राप्ति होगी । यह धर्ममय चक्र यहाँसे जा रहा है । 
जाते-जाते जिस स्थानपर इसकी नेमि जीर्ण-झीर्ण होकर 
गिर पड़े, उसीको पुण्यमय प्रदेश समझना ।' उन सभी 


महर्षियोंसे ऐसा कहकर भगवान्‌ अन्तर्धान हो गये और 
बह धर्म-चक्र नैमिषारण्यके गङ्गावर्त नामक स्थानपर 
गिरा। तब ऋषियोंने निमि शीर्ण होनेके कारण उस 
स्थानका नाम 'नैमिष' रखा और नैमिषारण्यमें 
दीर्घकालतक चालू रहनेवाले यज्ञोंका अनुष्ठान आरम्भ 
कर दिया। वहीं तुम भी जाओ और ऋषियोंके पूछनेपर 
उनके धर्म-विषयक संशयोका निवारण करो !'” 


तदनन्तर ज्ञानी उग्रश्रवा पिताकी आज्ञा मानकर 


उन मुनीश्वरोंके पास गये तथा उनके चरण पकड़कर हाथ 


जोड़कर उन्होने प्रणाम किया । सूतजी बड़े बुद्धिमान्‌ थे, 


* जो चन्द्रमाके समान उज्ज्वल और स्वच्छ है, जिसमें हाथीकी सूँड्के समान आकारवारे नाकोके इधर-उधर वेगपूर्वक 
-चलने-किरनेसे फेन पैदा होता रहता है, ब्रह्माजीके प्रादुर्भावको कथा-वार्तमें रुगे हुए व्रत-नियम-परायण श्रेष्ठ ब्राह्मण जिसका सदा 
सजन करते हैं, उशकार-जपसे विभूषित त्रिभुवनगुरु ्ह्माजीने जिसे आपनी दृष्टिसे पवित्र किया है, जो पीनेमें स्वादिष्ट है और अपनी 
मिशालताके कारण रमणीय जान पड़ता है, यह पुष्करतीर्थका पापहारी जळ हमलोगोंको पवित्र करे। 


रे ० अर्थयस्व हषीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


४४७४७५३ ५५ १५ १.५५४५५ ० ^ ५५ ४४ # ५ ४» # $ & + ५४-४४५४. ५४-५ ४५-४ ४४ >+ ४-+ &## ४ # ^ ४ ४.४४४४५ ४४७.४४ मककन नळे के ७७. 


उन्होंने अपनी नम्रता और प्रणाम आदिके द्वारा महर्षियॉको 
सन्तुष्ट किया। वे यज्ञमें भाग लेनेवाले महर्षि भी 
सदस्यॉसहित बहुत प्रसन्न हुए तथा सबने एकत्रित होकर 
सूतजीका यथायोग्य आदर-सत्कार किया। 

ऋषि बोले--देवताओंके समान तेजस्वी सूतजी ! 
आप कैसे और किस देशसे यहाँ आये हैं? अपने 
आनेका कारण बतलाइये । 

सूतजीने कहा--महर्षियो ! मेरे बुद्धिमान्‌ पिता 
व्यास-सिष्य लोमंहर्षणजीने मुझे यह आज्ञा दी है कि 
“तुम मुनियोके पास जाकर उनकी सेवामें रहो और वे जो 
कुछ पूछे, उसे बताओ।' आपलोग मेरे पूज्य हैं। 
बताइये, मैं कौन-सी कथा कहूँ? पुराण, इतिहास 
अथवा भिन्न-भिन्न प्रकारके धर्म--जो आज्ञा दीजिये, 
वही सुनाऊँ। 

सूतजीका यह मधुर वचन सुनकर वे श्रेष्ठ महर्षि 
बहुत प्रसन्न हुए । अत्यन्त विश्वसनीय, विद्वान्‌ लोमहर्षण- 
पुत्र उप्रश्रबाको उपस्थित देख उनके हदयमें पुराण 
सुननेकी इच्छा जामत्‌ हुई । उस यज्ञमें यजमान थे महर्षि 
शौनक, जो सम्पूर्ण कारके विशेषज्ञ, मेधावी तथा 
[वेदके] विज्ञानमय आरण्यक-भागके आचार्य थे। वे 
सब महर्षियोके साथ श्रद्धाका आश्रय लेकर धर्म सुननेकी 
इच्छासे बोले । 

'शौनकने कहा--महाबुद्धिमान्‌ सूतजी ! आपने 
इतिहास और पुराणोंका ज्ञान प्राप्त करनेके लिये 
ब्रहाज्ञानियोंमें श्रेष्ठ भगवान्‌ व्यासजीकी भलीभाँति 
आगघना की है। उनकी पुराण-विषयक श्रेष्ठ नुद्धिसे 
आपने अच्छी तरह लाभ उठाया है । महामते ! यहाँ जो 
ये श्रेष्ठ ब्राह्मण विराजमान हैं, इनका मन पुराणोंमें लग 
रहा है । ये पुराण सुनना चाहते हैं । अतः आप इन्हें पुराण 
सुनानेकी ही कृपा करें । ये सभी श्रोता, जो यहाँ एकत्रित 
हुए हैं, बहुत ही श्रेष्ठ हैं। भिन्न-भिन्न गोत्रॉमें इनका जन्म 
हुआ है। ये वेदवादी ब्राह्मण अपने-अपने वंशका 
पौराणिक वर्णन सुनें। इस दीर्घकालीन यज्ञके पूर्ण 
होनेतक आप मुनियोंको पुराण सुनाइये। महाप्राज्ञ ! 
आप इन सब लोगोंसे पद्मपुरणकी कथा कहिये । पदाकी 


उत्पत्ति कैसे हुई, उससे रह्माजीका आविर्भाव किस 
प्रकार हुआ तथा कमलसे प्रकट हुए ब्रह्माजीने किस 
तरह जगतूकी सृष्टि की--ये सन बातें इन्हें बताइये । 

उनके इस प्रकार पूछनेपर लोमहर्षण-कुमार 
सूतजीने सुन्दर वाणीमें सूक्ष्म अर्थसे भरा हुआ न्याययुक्त 
वचन कहा--'महर्षियो ! आपलोगोंने जो मुझे पुराण 
सुनानेकी आज्ञा दी है, इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है; 
यह मुझपर आपका महान्‌ अनुग्रह है। सम्पूर्ण धमेकि 
पालनमें लगे रहनेवाले पुराणवेत्ता बिद्वानोने जिनकी 
भलीभाँति व्याख्या की है, उन पुराणोक्त विषयोंको मैंने 
जैसा सुना है, उसी रूपमें वह सन आपको सुनाऊँगा। 
सप्पुरुषोकी दृष्टिमें सूत जातिका सनातन धर्म यही है कि 
वह देवताओं, ऋषियों तथा अमिततेजस्वी राजाओंकी 
बंदा-परम्पराको धारण करे---उसे याद रखे तथा 
इतिहास और पुराणोंमें जिन ब्रह्मवादी महात्माओंका 
वर्णन किया गया है, उनकी स्तुति करे; क्योंकि जन 
वेनकुमार राजा पृथुका यज्ञ हो रहा था, उस समय सूत 
और पहले-पहल उन महाराजकी स्तुति ही की 
थी। उस स्तुतिसे सन्तुष्ट होकर महात्मा पृथुने उन 
दोनोंको वरदान दिया। वरदानमें उन्होने सूतको सूत 
नामक देश और मागधको मगधका राज्य प्रदान किया 
था। क्षत्रियके वीर्य और ब्राह्मणीके गर्भसे जिसका जन्म 
होता है, बह सूत कहलाता है। ब्राह्मणोने मुझे पुराण 
सुनानेका अधिकार दिया है। आपने धर्मका विचार 
करके ही मुझसे पुराणकी बातें पूछी हैं; इसलिये इस 
भूमण्डलमें जो सबसे उत्तम एवं ऋषियोंद्वारा सम्मानित 
पद्मपुराण है, उसकी कथा आरम्भ करता हूँ | श्रीकृष्ण- 
दवैपायन व्यासजी साक्षात्‌ भगवान्‌ नारायणके स्वरूप हैं। 
चे ब्रह्मवादी, सर्वज्ञ, सम्पूर्ण लोकोंमें पूजित तथा अत्यन्त 
तेजस्वी हैं। उन्हींसे प्रकट हुए पुराणोंका मैंने अपने 
पिताजीके पास रहकर अध्ययन किया है। पुराण सब 
शाखेकि पहलेसे विद्यमान हैं। न्ञह्माजीने [कल्पके 
आदिमें] सबसे पहले पुराणोंका ही स्मरण किया था। 
पुराण त्रिवर्ग अर्थात्‌ धर्म, अर्थ और कामके साधक एवं 
परम पवित्र हैं। उनकी रचना सौ करोड़ इल्लेकॉमें हुई 


सृष्टिखण्ड ] 


2७७७७4५७६७ ७७७4७ ४» # ४» ४ 33:33 + 4 & +  *+ कै +) ४४ & ४:53: 55 38 कदानचत लेकी & नेक के ४3:23: 35:38. 


+ भीष्य और पुलस्त्यका संखाद--सृष्टि-क्रमका वर्णन तथा भगवान्‌ विष्णुकी महिमा « £ 


है।* समयके अनुसार इतने बड़े पुराणॉका श्रवण और 
पठन असम्भव देखकर स्वयं भगवान्‌ उनका संक्षेप 
करनेके लिये प्रत्येक द्वापरयुगमे व्यासरूपसे अवतार 
लेते हैं और पुराणको अउारह भागोंमें बाँटकर उन्हें चार 
लाख इलोकॉमें सीमित कर देते हैं। पुराणका यह 
संक्षिप्त संस्करण ही इस भूमण्डलमें प्रकाशित होता है। 
देवलोकॉमें आज भी सौ करोड़ रलोकोंका विस्तृत पुराण 
मौजूद है। 

अब मैं परम पवित्र पद्मपुएणका वर्णन आरम्भ 
करता हूँ। उसमें पाँच खण्ड और पचपन हजार इलोक 
हैं। पद्मपुराणमें सबसे पहले सृष्टिखण्ड है । उसके बाद 
भूमिखण्ड आता है ! फिर स्वर्गखण्ड और उसके पश्चात्‌ 


पातालखण्ड है। तदनन्तर परम उत्तम उत्तरखण्डका 
वर्णन आया है | इतना ही पद्मपुराण है। भगवानकी 
नाभिसे जो महान्‌ पद्म (कमल) प्रकट हुआ था, जिससे 
इस जगत्की उत्पत्ति हुई है, उसीके वृत्तान्तका आश्रय 
लेकर यह पुराण प्रकट हुआ है | इसलिये इसे पद्मपुराण 
कहते हैं । यह पुराण स्वभानसे ही निर्मल है, उसपर भी 
इसमें श्रीविष्णुभगवान्‌के माहात्म्यका वर्णन होनेसे इसकी 
निर्मळता और भी बढ़ गयी है। देवाधिदेव भगवान्‌ 
विष्णुने पूर्वकालमें ्रह्माजीके प्रति जिसका उपदेश किया 
था तथा ब्रह्माजीने जिसे अपने पुत्र मरीचिको सुनाया था 
बही यह पद्मपुराण है । न्रह्मजीने ही इसे इस जगत्सें 
प्रचलित किया है। 


भीष्म और पुलस्त्यका संबाद-सृष्टि-क्रमका वर्णन तथा भगवान्‌ विष्णुकी महिमा 


सूतजी कहते हैं-महर्षियो ! जो सृष्टिरूप मूल 
प्रकृतिके ज्ञाता तथा इन भावात्मक पदाथेकि द्रष्टा है, 
जिन्होंने इस लोककी रचना की है, जो लोकतत्त्वके ज्ञाता 
तथा योगवेत्ता हैं, जिन्होंने योगका आश्रय लेकर सम्पूर्ण 
चराचर जीवॉंकी सृष्टि की है और जो समस्त भूतों तथा 
अखिल विश्वके स्वामी हैं, उन सञ्चिदानन्द परमेश्वरको मैं 
नमस्कार करता हूँ। फिर ब्रह्मा, महादेव, इन्द्र, अन्य 
लोकपाल तथा सूर्यदेवको एकाम्रचित्तसे नमस्कार करके 
ब्रह्मस्वरूप वेदव्यासजीको प्रणाम करता हूँ । उन्हीँसे इस 
पुराण-विद्याको प्राप्त करके मैं आपके समक्ष प्रकाशित 
करता हूँ । जो नित्य, सदसत्स्वरूप, अव्यक्त एवं सबका 
कारण है, यह ब्रह्म ही महत्तस्वसे लेकर बिशेषपर्यन्त 
विशाल ब्रह्माण्डकी सृष्टि करता है । यह विद्वानोंका 
निश्चित सिद्धान्त है । सबसे पहले हिरण्यमय (तेजोमय) 
अण्डमें ज्रह्माजीका प्रादुर्भाव हुआ | यह आण्ड सब ओर 
जलसे घिरा है। जलके बाहर तेजका घेरा और तेजके 
बाहर वायुका आवरण है। वायु आकाशसे और 
आकाश भूतादिं (तामस आहेकार) से घिरा है। 


आहँकारको महत्तत्वने घेर रखा है और महत्तत्व 
अव्यक्त--मूल प्रकृतिसे घिरा है। उक्त अण्डको ही 
सम्पूर्ण लोकॉकी उत्पत्तिका आश्रय बताया गया है। 

इसके सिवा, इस पुराणमें नदियों और पर्वतोंकी 
उत्पत्तिका बारम्बार वर्णन आया है। मन्वन्तरों और 
कल्पॉका भी संक्षेपमें वर्णन है। पूर्वकाळमें ्रह्माजीने 
महात्मा पुलस्त्यको इस पुराणका उपदेश दिया था । फिर 
पुळस्त्यने इसे गङ्भाद्वार (हरिद्वार) में भीष्मजीको सुनाया 
था। इस पुराणका पठन, श्रवण तथा विशेषतः स्मरण 
धन, यश और आयुको बढ़ानेनाला एवं सम्पूर्ण पापका 
नाश करनेवाला है । जो द्विज अङ्गों और उपनिषदोंसहित 
चारों बेदोंका ज्ञान रखता है, उसकी अपेक्षा वह अधिक 
विद्वान्‌ है जो केबल इस पुराणका ज्ञाता है।प इतिहास 
और पुराणोके सहारे ही वेदकी व्याख्या करनी चाहिये; 
क्योंकि वेद अल्पज्ञ विद्वानसे यह सोचकर डरता रहता 
है कि कहीं यह मुझपर प्रहार न कर नैठे- अर्थका 
अनर्थ न कर बैठे । [तात्पर्य यह कि पुराणॉका अध्ययन 
किये बिना वेदार्थका ठोक-ठीक ज्ञान नहीं होता ।] ३: 


« पुराणं सर्वशाखाणां प्रथमे हाणा स्मृतम्‌ । त्रिवर्गसाधनं 


पुण्ये शतकोटिप्रविस्तरम्‌॥ (१ । ५३) 


तँ यो विद्याञ्चतुरो वेदान्‌ साङ्गोपनिकदो द्विजः । पुरणे च विजानाति यः स तस्माद्‌ विचक्षणः ॥ (२ । ५०-५९) 
ॐ इतिहासपुराणाध्यां वेदं समुपबृंहयेत्‌ । निभेत्यल्पश्रुताद्‌ चेदो मामयं अहरिष्यति॥ (२.। ५१-५२) 


« अर्चयस्व हृषीकेशे यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


SereeseneeeeessseeereesnerreennereneepsseesssseesaeseessteseessneanreneesreeesandeneaesnrneenkeneNe ४4. 


£ संक्षिप्त पद्यपुराण 


यह सुनकर ऋषियोंने सूतजीसे पूछा--'मुने ! 
भोष्मजीके साथ पुलस्त्य ऋषिका समागम कैसे हुआ ? 
पुलस्त्यमुनि तो ब्रह्माजीके मानसपुत्र हैं। मनुष्योंको 
उनका दर्शन होना दुर्लभ है। महाभाग ! भीष्मजीको 
जिस स्थानपर और जिस प्रकार पुलस्त्यजीका दर्शन 
हुआ, वह सब हमें बतलाइये ।' 
सूतजीने कहा--महात्माओ ! साघुओंका हित 
करनेवाली विश्वपावनी महाभागा गङ्गाजी जहाँ पर्वत- 
मालाओंको भेदकर बड़े वेगसे बाहर निकली हैं, वह 
महान्‌ तीर्थ गङ्गाद्वारके नामसे विख्यात है। पितृभक्त 
भीष्मजी वहीं निवास करते थे। वे ज्ञानोपदेश सुनेकी 
इच्छासे बहुत दिनोंसे महापुरुषोंके नियमका पालन करते 
थे। स्वाध्याय और तर्पणके द्वारा देवताओं और पितरोंकी 
तृप्ति तथा अपने शरीरका शोषण करते हुए भीष्मजीके 
ऊपर भगवान्‌ ब्रह्मा बहुत प्रसन्न हुए। वे अपने पुत्र 
मुनिश्रेष्ठ पुलस्त्यजीसे इस प्रकार बोले---'बेटा ! तुम 
कुरुवंशका भारं वहन करनेवाले वीरवर देवत्रतके, जिन्हे 
भीष्म भी कहते हैं, समीप जाओ । उन्हें तपस्यासे निवृत्त 
करो और इसका कारण भी बतलाओ | महाभाग भीष्म 
अपनी पितृभक्तिके कारण भगवानका ध्यान करते हुए 
गक्राद्वारमे निवास करते हैं। उनके मनमें जो-जो कामना 
हो, उसे शीघ्र पूर्ण करो; विलम्ब नहीं होना चाहिये ।' 
पितामहका वचन सुनकर मुनिवर पुलस्त्यजी 
गङ्गाद्वारमें आये और भीष्मजीसे इस प्रकार बोले-- 
"बीर ! तुम्हारा कल्याण हो; तुम्हारे मनमें जो इच्छा हो, 
उसके अनुसार कोई खर माँगो । तुम्हारी तपस्यासे साक्षात्‌ 
भगवान्‌ ब्रह्माजी प्रसन्न हुए हैं । उन्होंने ही मुझे यहाँ भेजा 
है। मैं तुम्हें मनोबाञ्छित वरदान दूँगा।' पुलस्त्यजीका 
वचन मन और कानोंको सुख पहुँचानेबाला था। उसे 
सुनकर भीष्मने आँखें खोल दीं और देखा पुलस्त्यजी 
सामने खड़े हैं। उन्हें देखते ही भीष्पजी उनके चरणोंपर 
गिर पड़े! उन्होंने अपने सम्पूर्ण शरीरसे पृथ्वीका स्पर्श 
करते हुए उन मुनिश्रेष्ठको साष्टाङ्ग प्रणाम किया और 
कहा--'भगवन्‌! आज मेरा जन्म सफल हो गया | यह 
दिन बहुत ही सुन्दर है; क्योंकि आज आपके विश्ववन्द्य 


चरणोंका मुझे दर्शन प्राप्त हुआ है। आज आपने दर्शन 
दिया और विशेषतः मुझे वरदान देनेके लिये गङ्गाजीके 
तटपर पदार्पण किया; इतनेसे ही मुझे आपनी तपस्याका 
सारा फल मिल गया। यह कुशकी चटाई है, इसे मैंने 
अपने हाथों बनाया है और [जहाँतक हो सका है] इस 
बातका भी प्रयत्न किया है कि यह बैठनेवालेके लिये 
आराम देनेबाली हो; अतः आप इसपर विराजमान हों। 
यह पलाशके दोनेमें अर्घ्य प्रस्तुत किया गया है; 
इसमें दूब, चावल, फूल, कुश, सरसों, दही, शहद, जौ 
और दूध भी मिले हुए हैं। प्राचीन कालके ऋषियोंने 
यह अष्टाङ्ग अर्घ्य ही अतिथिको अर्पण करनेयोग्य 
बतलाया है।' 

अमिततेजस्वी भीष्मके ये वचन सुनकर ब्रह्माजीके 
पुत्र पुलम्त्यमुनि कुशासनपर बैठ गये । उन्होंने बड़ी 
प्रसन्नताके साथ पाद्य और अर्घ्य स्वीकार किया। 
भीष्मजीके शिष्टाचारसे उन्हें बड़ा सन्तोष हुआ । वे प्रसन्न 
होकर बोले--“महाभाग ! तुम सत्यवादी, दानशील 
और सत्यप्रतिज्ञ राजा हो । तुम्हारे अंदर लज्जा, मैत्री और 
क्षमा आदि सदुण शोभा पा रहे हैं । तुम अपने पराक्रमसे 


सृष्टिखण्ड ] 


+ भीष्म और पुलस्त्यका संवाद--सृष्टि-क्रमका वर्णन तथा भगवान्‌ विष्णुकी महिमा » 


'शत्रुओको दमन करनेमें समर्थ हो। साथ ही धर्मज्ञ, 
कृतज्ञ, दयालुं, मधुरभाषी, सम्मानके योग्य पुरुषोंको 
सम्मान देनेवाले, विद्वान्‌, ब्राह्मणभक्त तथा साधुओपर 
स्नेह रखनेवाले हो। वत्स ! तुम प्रणामपूर्वक मेरी शरण 
आये हो; अतः मैं तुमपर बहुत असन्न हुँ । तुम जो चाहो, 
पूछो; मैं तुम्हारे प्रत्येक प्रश्नका उत्तर दूँगा।' 

भीष्पजीने कहा--भगवन्‌ ! पूर्वकालमें भगवान्‌ 
ब्रह्माजीने किस स्थानपर रहकर देवताओं आदिकी सृष्टि 
की थी, यह मुझे बताइये। उन महात्माने कैसे ऋषियों 
तथा देवताओंको उत्पन्न किया ? कैसे पृथ्वी बनायी ? 
किस तरह आकाशकी रचना की और किस प्रकार इन 
समुद्रोंको प्रकट किया ? भयङ्कर पर्वत, वन और नगर 
कैसे बनाये ? मुनियों, प्रजापतियों, श्रेष्ठ सप्तर्षियों और 
भिन्न-भिन्न बर्णोको, वायुको, गन्धं, यक्षो, राक्षसों, 
तीर्थो, नदियों, सूर्यादि ग्रहों तथा तारोंको भगवान्‌ ब्रह्माने 
किस तरह उत्पन्न किया ? इन सब बातोंका वर्णन 
कीजिये । 

पुलूस्त्यजीने कहा--पुरुषश्रष्ठ ! भगवान्‌ ब्रह्मा 
साक्षात्‌ परमात्मा है । बे परसे भी पर तथा अत्यन्त श्रेष्ठ 
हैं। उनमें रूप और वर्ण आदिका अभाव है । ने यद्यपि 
सर्वत्र व्याप्त हैं, तथापि ब्रह्मरूपसे इस विश्वकी उत्पत्ति 
करनेके कारण विद्वानोंके द्वारा ह्मा कहलाते हैं । उन्होंने 
पूर्वकालमें जिस प्रकार सृष्टि-रचना की, वह सब मैं बता 
रहा हूँ। सुनो, सृष्टिके प्रारम्भकालमें जन जगतके स्वामी 
ब्रह्माजी कमलके आसनसे उठे, तब सबसे पहले उन्होंने 
महत्तत्व्को प्रकट किया; फिर महत्तत्वसे वैकारिक 
(सात्त्विक), तैजस (राजस) तथा भूतादिरूप तामस-- 
तीन प्रकारका अहङ्कार उत्पन्न हुआ, जो करमेन्द्रियॉसहित 
चाँचों ज्ञानेन्द्रियो तथा पञ्चभूतोंका कारण है । पृथ्वी, जल, 
तेज, वायु और आकाश--ये पाँच भूत हैं। इनमेंसे 
एक-एकके स्वरूपका क्रमशः वर्णन करता हूँ। [भूतादि 
नामक तामस अहङ्कारने विकृत होकर झान्द-तन्मात्राको 
उत्पन्न किया, उससे शब्द गुणवाले आकाशका प्रादुर्भाव 
हुआ |] भूतादि (तामस अहङ्कार) ने शब्द-तन्मात्रारूप 


आकाशको सब ओरसे आच्छादित किया । [तब रान्द- 
तन्मात्रारूप आकाशने विकृत होकर स्पर्श-तन्मात्राकी 
रचना की ।] उससे अत्यन्त बलवान्‌ वायुका प्राकट्य 
हुआ, जिसका गुण स्पर्श माना गया है। तदनन्तर 
आकारासे आच्छादित होनेपर वायु-तत्त्वमें विकार आया 
और उसने रूप-तन्मात्राकी सृष्टि की। वह वायुसे 
अमिके रूपमें प्रकट हुई । रूप उसका गुण कहलाता है । 
तत्पश्चात्‌ स्पर्श-तन्मात्रावाले वायुने रूप-तन्मात्राबाले 
तेजको सब ओरसे आवृत किया । इससे अभि-तत्त्वने 
विकारको प्राप्त होकर रस-तन्मात्राको उत्पन्न किया । 
उससे जलकी उत्पत्ति हुई, जिसका गुण रस माना गया 
है। फिर रूप-तन्मात्राबाले तेजने रस-तन्मात्रारूप जल- 
तत्वको सब ओरसे आच्छादित किया । इससे विकृत 
होकर जलतत्वने गन्ध-तन्मात्राकी सृष्टि की, जिससे यह 
पृथ्वी उत्पन्न हुई । पृथ्वीका गुण गन्ध माना गया है। 
इन्द्रियां तैजस कहलाती हैं [क्योंकि ते राजस अहङ्कारसे 
अकर हुई है]। इन्द्रियॉके अधिष्ठाता दस देवता 
चैकारिक कहे गये हैं [क्योंकि उनकी उत्पत्ति सात्विक 
अहङ्कारसे हुई है] । इस प्रकार इन्द्रियॉके अधिष्ठाता दस 
देवता और ग्यारहवाँ मन--ये वैकारिक माने गये हैं। 
त्वचा, चक्षु, नासिका, जिल्ला और श्रोत्र--ये पाँच 
इन्द्रियाँ शब्दादि विषयॉका अनुभव करानेके साघन हैं । 
अतः इन पाँचोंको बुद्धियुक्त अर्थात ज्ञानेन्द्रिय कहते हैं । 
गुदा, उपस्थ, हाथ, पैर और वाक्‌- यै क्रमशः मल- 
त्याग, मैथुनजनित सुख, शिल्प-निर्माण (हस्तकौशल) , 
गमन और आान्दोचारण--इन कर्मोमे सहायक हैं। 
इसलिये इन्हें कर्मेन्द्रिय माना गया है। 

खीर ! आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी--ये 
क्रमशः शान्दादि उत्तरोत्तर गुणोंसे युक्त हैं अर्थात्‌ 
आकाशका गुण शब्द; वायुके गुण शब्द और स्पर्श; 
तेजके गुण शब्द, स्पर्श और रूप; जलके शब्द, स्पर्श, 
रूप और रस तथा पृथ्वीके शब्द, स्पर्श, रूप, रस एवं 
गन्थ--ये सभी गुण है । उक्त पाँचों भूत शान्त, घोर और 
मूढ़ है* । अर्थात्‌ सुख, दुःख और मोहसे युक्त हैं । अतः 


» एक-दूसरेले मिलनेपर सभी भूत शान्त, घोर और मूढ प्रतीत होते हैं। पृथक्‌-पृथक्‌ देखनेपर तो पृथ्वी और जल शान्त 


है, तेज और वायु घोर हैं तथा आकास मूढ है। 


ये विशेष कहलाते हैं। ये पाँचों भूत अलग-अलग 
रहनेपर भिन्न-भिन्न प्रकारकी शक्तियोंसे सम्पन्न हैं । अतः 
परस्पर संगठित हुए बिना--पूर्णतया मिले बिना ये 
प्रजाकी सृष्टि करनेमें समर्थ न हो सके। इसलिये 
[परमपुरुष परमात्माने संकल्पके द्वारा इनमें प्रवेश 
किया । फिर तो] महत्तत्वसे लेकर विशेषपर्यन्त सभी 
तत्त्व पुरुषद्वारा अधिष्ठित होनेके कारण पूर्णरूपसे 
'एकत्वको आप्त हुए। इस भ्रकार परस्पर मिलकर तथा 
एक दूसरेका आश्रय ले उन्होंने अण्डकी उत्पत्ति की । 
भौोष्मजी ! उस अण्डमें ही पर्वत और द्वीप आदिके 
सहित समुद्र, ग्रहों और तारोंसहित सम्पूर्ण लोक तथा 
देवता, असुर और मनुष्योंसहित समस्त प्राणी उत्पन्न हुए 
हैं। वह अण्ड पूर्व-पूर्वकी अपेक्षा दसगुने अधिक जल, 
अप्नि, वायु, आकाश और भूतादि अर्थात्‌ तामस 
अहङ्कारसे आवृत है । भूतादि महत्तत्त्वे घिरा है। तथा 
इन सबके सहित महत्तत्त्व भी अव्यक्त (प्रधान या मूल 
प्रकृति) के द्वारा आवृत है । 
भगवान्‌ विष्णु स्वयं ही ब्रह्मा होकर संसारकी 
सृष्टिमें प्रवृत्त होते हैं तथा जबतक कल्पकी स्थिति बनी 


रहती है, तबतक वे ही युग-युगमें अवतार धारण करके 
समूची सृष्टिकी रक्षा करते हैं। वे विष्णु सत्त्वगुण धारण 
किये रहते हैं; उनके पराक्रमकी कोई सीमा नहीं है। 
राजेन्द्र ! जब कल्पका अन्त होता है, तब चे ही अपना 
तमः प्रधान रौद्र रूप प्रकट करते हैं और अत्यन्त भयानक 
आकार धारण करके सम्पूर्ण प्राणियोंका संहार करते हैं। 
इस प्रकार सब भूतोंका नाश करके संसारको एकार्णवके 
जलमें निमग्न कर वे सर्वरूपधारी भगवान्‌ स्वये 
झेषनागकी झाय्यापर शयन करते हैं। फिर जागनेपर 
ब्रह्माका रूप धारण करके वे नये सिरेसे संसारकी सृष्टि 
करे लगते हैं । इस तरह एक ही भगवान्‌ जनार्दन सृष्टि, 
पालन और संहार करनेके कारण ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव 
नाम धारण करते हैं।* वे प्रभु स्रष्टा होकर स्वयं अपनी 
ही सृष्टि करते हैं, पालक होकर पालनीय रूपसे अपना 
ही पालन करते हैं और संहारकारी होकर स्वयं अपना ही 
संहार करते हैं पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश-- 
सब वे ही हैं; क्योंकि अविनाशी विष्णु ही सब भूतोंके 
ईश्वर और विश्वरूप हैं। इसलिये प्राणियॉमें स्थित सर्ग 
आदि भी उन्हींके सहायक हैं! 


ति र 
ब्रह्माजीकी आयु तथा युग आदिका कालमान, भगवान्‌ वराहद्वारा पृथ्वीका रसातलसे 
उद्धार और ब्रह्माजीके द्वारा रचे हुए विविध सर्गोका वर्णन 


पुलस्त्यजी कहते हैं--राजन्‌ ! ब्रह्माजी सर्वज्ञ 
एव साक्षात्‌ नारायणके स्वरूप हैं। वे उपचारसे-- 
आरोपद्वारा ही 'उत्पन्न हुए' कहलाते हैं। वास्तवमें तो वे 
नित्य ही हैं। अपने निजी मानसे उनकी आयु सौ वर्षकी 
मानी गयी है। वह ब्रह्माजीकी आयु 'पर' कहलाती है, 
उसके आधे भागको परार्थ कहते हैं । पंद्रह निमेषकी एक 
काष्ठा होती है। तीस काष्ठाऑकी एक कला और तीस 
कलाऑका एक मुहूर्त होता है। तीस मुहूतेकि कालको 
मनुष्यका एक दिन-रात माना गया है । तीस दिन-रातका 
एक मास होता है। एक मासमें दो पक्ष होते हैं। छः 
महीनोंका एक अयन और दो अयनोंका एक वर्ष होता 


है। अयन दो है, दक्षिणायन और उत्तरायण । दक्षिणायन 
देवताओंकी रात्रि है और उत्तरायण उनका दिन है। 
देनताओके बारह हजार वर्षेके चार युग होते हैं, जो 
क्रमशः सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलियुगके नामसे 
असिद्ध हैं। अब इन युगोंका वर्ष-विभाग सुनो। 
पुरातत्त्वके ज्ञाता विद्वान्‌ पुरुष कहते हैं कि सत्ययुग 
आदिका परिमाण क्रमशः चार, तीन, दो और एक हजार 
दिव्य वर्ष हैं। प्रत्येक युगके आरम्भमें उतने ही सौ 
वर्षोकी सन्ध्या कही जाती है और युगके अन्तमें सन्ध्योश 
होता है । सन्ध्योशका मान भी उतना ही है, जितना 
सन्ध्याका। नृपश्रेष्ठ! सन्ध्या और सन्ध्योशके 


% सृष्टिस्थित्यन्तकरणाद्‌ ब्रह्मविष्णुरिवात्मकः । स संशो याति भगवानेक एव जनार्दनः ॥ (२। ११४) 


सृष्टिखण्ड ] » ब्रह्माजीकी आयु आदिका मान, यराहद्वारा पृथ्वीका उद्धार, ब्रह्माजीके सगाँका वर्णन » छ 


22283292222250222202:0200:00000229294999900::020:922-04247202204790-00200-0509-020:2:2020१००९१००-०१००१०१०९१०००११-३००७७७-७७-५०७-७००००००७०७-०३.. 


बीचका जो समय है, उसीको युग समझना चाहिये । वही 
सत्ययुग और त्रेता आदिके नामसे प्रसिद्ध है। सत्ययुग, 
त्रेता, द्वापर और कलियुग--ये सब मिलकर चतुर्युग 
कहलाते हैं। ऐसे एक हजार चतुर्युगोंको ब्रह्माका एक 
दिन कहा जाता है ।* 

राजन्‌! ब्रह्माके एक दिनमें चौदह मनु होते हैं। 
उनके समयका परिमाण सुनो । सप्तर्षि, देवता, इन्द्र, मनु 
और मनुके पुत्र--ये एक ही समयमें उत्पन्न होते हैं तथा 
अन्तमें साथ-ही-साथ इनका संहार भी होता है। 
इकहत्तर चतुर्युगसे कुछ अधिक कालका एक मन्वन्तर 
होता है।१ यही मनु और देवताओं आदिका समय है। 
इस प्रकार दिव्य वर्षगणनाके अनुसार आठ लाख, 
बावन हजार वर्षोंका एक मन्वन्तर होता है । महामते ! 
मानव-वर्षांसे गणना करनेपर' मन्वन्तरका कालमान पूरे 
तीस करोड़, सरसठ लाख, बीस हजार वर्ष होता है। 
इससे अधिक नहीं । इस कालको चौदह गुना करनेपर 
ब्रह्माके एक दिनका मान होता है। उसके अन्तमें 
नैमित्तिक नामवाला ब्राह्म-प्रलय होता है। उस समय 
भूलोक, भुवलॉक और स्वलोक--सम्पूर्ण त्रिलोकी दग्ध 
होने लगती है और महलोकमें निवास करनेवाले 


पुरुष आँचसे सन्तप्त होकर जनलोरकमें चले जाते हैं। 
दिनके बराबर ही अपनी रात बीत जानेपर त्रहाजी पुनः 
संसारकी सृष्टि करते हैं । इस प्रकार {पक्ष, मास आदिके 
धरि-र्धरि] अह्याजीका एक वर्ष व्यतीत होता है 
तथा इसी क्रमसे उनके सौ वर्ष भी पूरे हो जाते हैं। सौ 
वर्ष ही उन महात्माकी पूरी आयु है। 
भीष्मजीने कहा--महामुने ! कल्पके आदिमें 
नारायणसंज्ञक भगवान्‌ ब्रह्माने जिस प्रकार सम्पूर्ण 
भूतोंकी सृष्टि की, उसका आप वर्णन कीजिये । 
पुलस्त्यजीने कहा--राजन्‌! सबकी उत्पत्तिके 
कारण और अनादि भगवान्‌ ब्रह्माजीने जिस प्रकार 
प्रजावर्गकी सृष्टि की, वह बताता हूँ; सुनो । जब पिछले 
'कल्पका अन्त हुआ, उस समय रात्रिमें सोकर उठनेपर 
सत्त्वगुणके उद्रेकसे युक्त प्रभु ब्रह्माजीने देखा कि सम्पूर्ण 
लोक सूना हो रहा है । तब उन्होने यह जानकर कि पृथ्वी 
एकार्णवके जलमें डूब गयी है और इस समय पानीके 
भीतर ही स्थित है, उसको निकालनेकी इच्छासे कुछ 
देरतक विचार किया। फिर वे यज्ञमय वाराहका स्वरूप 
घारणकर जलके भीतर प्रविष्ट हुए। भगवान्को 
पाताळलोकमें आया देख पृथ्वीदेनी भक्तिसे विनम्न हो 


* युगों तथा ऋह्माके दिनकी वर्ष-संख्या इस प्रकार समझनी चाहिये । सत्ययुगका मान चार हजार दिव्य वर्ष है, उसके आरण्भमे 


चार सौ वरषॉकी सम्ध्या और अन्तमें चार सौ वर्षॉंका सन्ध्योश होता है; इस प्रकार सन्ध्या और सन्ध्यांशसहित सत्ययुगकी अबधि चार 
हजार आठ सौ (४८००) दिव्य वर्षॉकी है! इसी तरह त्रेताका युगमान ३००० दिव्य वर्ष, सम्ध्या-मान ३०० वर्ष और सन्ध्योश- 
मान ३०० वर्ष है; अतः उसकी पूरी अबधि ३६०० दिव्य वर्षोकी हुई । द्वापरका युगमान २००० वर्ष, सन्ध्या-मान २०० यर्ष और 
सन्ध्योश-मान २०० वर्ष है; अतः उसका मान २४०० दिव्य वर्षोका हुआ | कलियुगका युगमान १००० वर्ष, सन्ध्या-मान १०० वर्ष 
और सन्ध्यांश-मान १०० वर्ष है; इसलिये उसकी आयु १२०० दिव्य वर्षोकी हुई । देवताओंका वर्ष मानव-वर्षसे ३६० गुना अधिक 
होता है; अतः मानव-वर्षके अनुसार कलियुगकी आयु ४,३२,००० वर्षांकी, द्वापरकी ८,६४,००० खाकी, त्रेताकी १२,९६,००० 
अर्षोंकी तथा सत्ययुगकी आयु १७,२८,००० वर्षोकी है। इनका कुर योग ४३,२०,००० वर्ष हुआ । यह एक चतुर्युगका मान है । 
ऐसे एक हजार चतुर्युगॉका अर्थात्‌ हमारे ४,३२,००,००,००० (चार अरब जत्तीस करोड़) वर्षोका त्रह्माका एक दिन होता है। 

+ ्ह्माजीके एक दिनमें चौदह मन्वन्तर होते हैं; इकहत्तर चतुर्युगॉके हिसाबसे चौदह मन्वन्तरोमे ९९४ चतुर्युग होते है । परन्तु 
महाका दिन एक हजार चतुर्युगोंका माना गया है; अतः छः चतुर्युग और बचे। छः चतुर्युगका चौदहयाँ भाग कुछ कम पाँच हजार 
एक सौ तीन दिव्य वर्षोका होता है । इस प्रकार एक भनवन्तरमें इकहत्तर चतुर्युगके अतिरिक्त इतने दिव्य वर्ष और अधिक होते है । 

‡ यह वर्ष-संख्या पूरे इकहत्तर चतुर्युगोंका मन्नन्तर मानकर निकाली गयी है; इस हिसाबसे ब्रह्माजीके दिनका मान 
४,२९,४०,८०,००० (चार अरब, उनतीस करोड़, चालीस लाख, अस्सी हजार) मानब-वर्ष होता है । परन्तु पहले नता आये है कि 
इकहत्तर चतुर्युगसे कुछ अधिक कारका मन्वन्तर होता है। वह अधिक कारू है--छः चतुर्युगका चौदहवाँ भाग । उसको भी जोड़ 
लेनेपर मन्बन्तरका काल ऊपर दी हुई संख्यासे अधिक होगा और उस हिसाबसे ब्रहाजीका दिनमान चार अरब, यत्तीस करोड़ वर्षाका 
ही होगा। 


< * अर्चयस्व हषीकेश यदीच्छसि परे पदम्‌ » 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


Fshrmrheshsteeeseaerpenntnensenreerssenseseseseseenenssseeessntnseedpesnaes esa nan nanenna en ५५% ५५७४५४॥. 


गयीं और उनकी स्तुति करने लगों । 
पृथ्वी बोलीं--भगवन्‌) आप सर्नभूतस्वरूप 
परमात्मा हैं, आपको बारम्बार नमस्कार है! आप इस 
पाताललोकसे मेरा उद्धार कीजिये ! पूर्वकालमें मैं आपसे 
ही उत्पन्न हुई थी । परमात्मन्‌ ! आपको नमस्कार है । आप 
सबके अत्तर्यामी हैं, आपको प्रणाम है । प्रधान (कारण) 
और व्यक्त (कार्य) आपके ही स्वरूप हैं । काल भी आप 
ही हैं, आपको नमस्कार है। प्रभो ! जगतकी सृष्टि 
आदिके समय आप ही ब्रह्मा, विष्णु और रुद्ररूप धारण 
करके सम्पूर्ण भूतोंकी उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं, 
यद्यपि आप इन सबसे परे हैं। मुमुक्षु पुरुष आपकी 
आराधना करके मुक्त हो परब्रह्म परमात्माको प्राप्त हो गये 
हैं। भला, आप वासुदेवकी आराधना किये बिना कौन 
मोक्ष पा सकता है । जो मनसे ग्रहण करनेयोग्य, नेत्र आदि 
इन्द्रियोँद्वार अनुभव करनेयोग्य तथा बुद्धिके द्वारा 
विचारणीय है, वह सब आपहीका रूप है । नाथ ! आप 
ही मेरे उपादान हैं, आप ही आघार हैं, आपने ही मेरी सृष्टि 
की है तथा मैं आपहीकी शरणमें हूँ; इसीलिये इस जगत्‌के 

लोग मुझे “माघवी' कहते हैं। 

पृथ्वीने जब इस प्रकार स्तुति की, तन उन परम 


कान्तिमान्‌ भगवान्‌ घरणीधरने घर्घर स्वरमें गर्जना की । 
सामवेद ही उनकी उस ध्वनिके रूपमे अकट हुआ । 
उनके नेत्र खिले हुए कमलके समान शोभा पा रहे थे 
तथा शरीर कमलके पत्तेके समान इयाम रंगका था । उन 
महावराहरूपधारी भगवानने पृथ्वीको अपनी दाढ़ॉपर 
उठा लिया और रसातलसे वे ऊपरकी ओर उठे । उस 
समय उनके मुखसे निकली हुई साँसके आघातसे उछले 
हुए उस प्रलयकालीन जलने जनलोकमें रहनेवाले 
सनन्दन आदि मुनियोंको भिगोकर निष्पाप कर दिया! 
[निष्पाप तो वे थे ही, उन्हें और भी पवित्र बना दिया ।] 
भगवान्‌ महावराहका उदर जलसे भोगा हुआ था । जिस 
समय वे आपने वेदमय शरीरको कँपाते हुए पृथ्वीको 
लेकर उठने लगे, उस समय आकाइामें स्थित महर्षिगण 
उनकी स्तुति करने रूगे। 

ऋषियॉने कहा--जनेश्वरोंके भी परमेश्वर 
केशव ! आप सबके प्रभु हैं। गदा, झङ्क, उत्तम खन्न 
और चक्र घारण करनेवाले हैं। सृष्टि, पालन और 
संहारके कारण तथा ईश्वर भी आप ही हैं। जिसे परमपद 
कहते हैं, वह भी आपसे भिन्न नहीं है । प्रभो ! आपका 
प्रभाव अतुलनीय है। पृथ्वी और आकाइके बीच 
जितना अन्तर है, बह सन आपके ही शरीरसे व्याप्त है। 
इतना ही नहीं, यह सम्पूर्ण जगत्‌ भी आपसे व्याप्त है । 
भगवन्‌! आप इस विश्वका हित-साधन कीजिये । 
जगदीश्वर ! एकमात्र आप ही परमात्मा हैं, आपके सिवा 
दूसरा कोई नहीं है। आपकी ही महिमा है, जिससे यह 
चराचर जगत्‌ व्याप्त हो रहा है। यह सारा जगत्‌ 
ज्ञानस्वरूप है, तो भी अज्ञानी मनुष्य इसे पदार्थरूप 
देखते हैं; इसीलिये उन्हें संसार-समुद्रमे भटकना पड़ता 
है। परन्तु परमेश्वर ! जो लोग विज्ञानवेतता हैं, जिनका 
अन्तःकरण शुद्ध है, वे समस्त संसारको ज्ञानमय ही 
देखते हैं, आपका स्वरूप ही समझते हैं । सर्वभूतस्वरूप 
घरमात्मन्‌ ! आप प्रसन्न होइये। आपका स्वरूप अप्रमेय 
है। प्रभो | भगवन्‌! आप सबके उद्भवके लिये इस 
पृथ्वीका उद्धार एवं सम्पूर्ण जगतका कल्याण कीजिये । 

राजन्‌ ! सनकादि मुनि जब इस अकार स्तुति कर 


सृष्टिखण्ड ] + ब्रह्माजीकी आयु आदिका मान, वराहद्वारा पृथ्वीका उद्धार, ग्रह्माजीके सगाँका वर्णन + ९ 


रहे थे, उस समय पृथ्वीको धारण करनेवाले परमात्मा 
महावराह शीघ्र ही इस वसुन्धराको ऊपर उठा लाये और 
उसे महासागरके जलपर स्थापित किया। उस 
जलराशिके ऊपर यह पृथ्वी एक बहुत बड़ी नौकाकी 
भाँति स्थित हुई। तत्पश्चात्‌ भगवानने पृथ्वीके कई 
विभाग करके सात द्वीपॉका निर्माण किया तथा भूलोक, 
भुनर्लोक, स्वर्लोक और महरलोक--इन चारों लोकोंकी 
पूर्ववत्‌ कल्पना की। तदनन्तर ब्रह्माजीने भगवान्‌से 
कहा--'प्रभो ! मैंने इस समय जिन प्रघान-प्रधान 
असुरोंको वरदान दिया है, उनको देवताओंकी भलाईके 
लिये आप मार डाळे । मैं जो सृष्टि रचूँगा, उसका आप 
पालन करें।' उनके ऐसा कहनेपर भगवान्‌ विष्णु 
“तथास्तु' कहकर चले गये और ब्रह्माजीने देवता आदि 
प्राणियॉकी सृष्टि आरम्भ की। महत्तत्त्वकी उत्पत्तिको ही 
ब्रह्माकी प्रथम सृष्टि समझना चाहिये । तन्भात्राआँका 
आविर्भान दूसरी सृष्टि है, उसे भूतसर्ग भी कहते हैं। 
बैकारिक अर्थात्‌ सात्विक अहङ्कारसे जो इन्द्रियॉंकी 
उत्पत्ति हुई है, वह तीसरी सृष्टि है; उसीका दूसरा नाम 
ऐद्रिय सर्ग है। इस प्रकार यह प्राकृत सर्ग है, जो 
अबुद्धिपूर्वक उत्पन्न हुआ है। चौथी सृष्टिका नाम है 
मुख्य सर्ग। पर्वत और वृक्ष आदि स्थावर वस्तुओंको 
मुख्य कहते हैं तिर्यक््रोत कहकर जिनका वर्णन किया 
गया है, वे (पशु-पक्षी, कीट-पतङ्ग आदि) ही पाँचवीं 
सृष्टिके अन्तर्गत हैं; उन्हें तिर्यक्‌ योनि भी कहते हैं। 
तत्पश्चात्‌ ऊर्ध्वरेता देवताओंका सर्ग है, बही छठी सृष्टि 
है और उसीको देवसर्ग भी कहते हैं । तदनन्तर सातवीं 
सृष्टि अर्वाक्स्लोताओकी है, नही मानन-सर्ग कहलाता 
है। आठवाँ अनुग्रह-सर्ग है, नह सात्विक भी है और 
तामस भी। इन आठ सगेमिंसे अन्तिम पाँच बैकृत-सर्ग 
माने गये हैं तथा आरम्भके तीन सर्ग प्राकृत बताये गये 
है। नवाँ कौमार सर्ग है, वह प्राकृत भी है वैकृत भी। 
इस प्रकार जगतूकी रचनामें प्रवृत्त हुए जगदीश्वर 
प्रजापतिके ये प्राकृत और वैकृत नामक नौ सर्ग तुम्हें 
बतलाये गये, जो जगत्‌के मूल कारण हैं। अब तुम और 
खया सुनना चाहते हो? 


भीव्मजीने कहा--गुरुदेन ! आपने देवताओं 
आदिकी सृष्टि थोड़ेमें ही बतायी है । मुनिश्रेष्ठ ! अन मैं 
उसे आपके मुखसे विस्तारके साथ सुनना चाहता हूँ । 

पुलस्त्यजीने कहा--राजन्‌ ! सम्पूर्ण प्रजा अपने 
मूर्वकृत शुभाशुभ कर्मॉसे प्रभावित रहती है; अतः 
अल्यकालमें सनका संहार हो जानेपर भी वह उन 
कर्मेकि संस्कारसे मुक्त नहीं हो पाती। जब ब्रह्माजी 
सुष्टिकार्यमें वृत्त हुए, उस समय उनसे देवताओसे 
लेकर स्थावरपर्यन्त चार प्रकारकी प्रजा उत्पन्न हुई; जे 
चारों [ ब्रह्माजीके मानसिक संकल्पसे प्रकट होनेके 
कारण ] मानसी प्रजा कहलायीं। तदनन्तर अजापतिने 
देवता, असुर, पितर और मनुष्य--इन चार प्रकारके 
आणियोंकी तथा जलकी भी सृष्टि करनेकी इच्छासे अपने 
शरीरका उपयोग किया । उस समय सृष्टिकी इच्छाबाले 
मुक्तात्मा प्रजापतिकी जङ्कासे पहले दुरात्मा असुरोंकी 
उत्पत्ति हुई । उनकी सृष्टिके पश्चात्‌ भगवान्‌ ब्रह्माने अपनी 
वयस्‌ (आयु) से इच्छानुसार जयों (पक्षियों) को उत्पन्न 
किया। फिर अपनी भुजाओंसे भेड़ों और मुखसे 
बकरोंकी रचना की । इसी प्रकार अपने पेटसे गायों और 
भैसॉंको तथा पैरोंसे घोड़े, हाथी, गदे, नीलगाय, हरिन, 
ऊँट, खच्चर तथा दूसरे-दूसरे पशुओकी सृष्टि की। 
ब्रह्माजीकी रोमावलियोंसे फल, मूल तथा भाँति-भातिके 
अन्नोंका प्रादुर्भाव हुआ। गायत्री छन्द, ऋग्वेद, 
त्रिवृत्स्तोम, रथन्तर तथा अग्निष्टोम यज्ञको भ्रजापतिने 
आपने पूर्ववर्ती मुखसे भ्रकट किया । यजुर्वेद, त्रिष्टुप्‌ 
छन्द, पञ्चदरास्तोम, बृहत्साम और उक्थकी दक्षिणवाले 
मुखसे रचना की । सामनेद जगती छन्द, सप्तदशस्तोम, 
वैरूप और अतिरात्रभागकी सृष्टि पश्चिम मुखसे की तथा 
एकविंशस्तोम, अथर्ववेद, आप्तोर्याम, अनुष्टुप्‌ छन्द और 
वैराजको उत्तरवर्ती मुखसे उत्पन्न किया । छोटे-बड़े जितने 
भी आणी हें, सब प्रजापतिके विभिन्न अज्ञोंसे उत्पन्न हुए। 
कल्पके आदिमें प्रजापति ब्रह्माने देवताओं, असुरों, 
पितरों और मनुष्यो सृष्टि करके फिर यक्ष, पिशाच, 
गन्धर्व, अप्सरा, सिद्ध, किन्नर, राक्षस, सिंह, पक्षी, मृग 
और सर्पोंको उत्पन्न किया । नित्य और अनित्य जितना 


१० + अर्चयस्व इवीकेदो यदीच्छसि परं पदम्‌ + [ संक्षिप्त पद्मपुराण 


3२.११ १ ४३ २४ #१९९. ५५४५५१ ४ ५५५५ ५५२. ५४. ४४४४४९५४४ ४१५ ४९४४ ४५ ४ # ४५ ५५ + ५ ४५4-४४४ ५४.४% ५+ र #४४7४४४५ ४४ ॐ. 


भी यह चराचर जगत्‌ है, सबको आदिकर्ता भगवान्‌ ऋषियों तथा अन्यान्य प्राणियोके भी चेदानुकूल नाम 
ब्रह्माने उत्पन्न किया । उन उत्पन्न हुए प्राणियोंमेंसे जिन्होंने और उनके यथायोग्य कर्मोको भी ब्रह्माजीने ही निश्चित 
पूर्वकल्पमें जैसे कर्म किये थे, वे पुनः बारम्बार जन्म किया। जिस प्रकार भिन्न-भिन्न ऋतुओंके बारम्बार 
लेकर वैसे ही करमोमिं प्रवृत्त होते हैं । इस प्रकार भगवान्‌ ओनेपर उनके विभिन्न प्रकारके चिह्न पहलेके समान ही 
निधाताने ही इन्रियोके विषयों, भूतो. और शरीरामे प्रकट होते हैं, उसी प्रकार सृष्टिके आरम्भमें सारे पदार्थ 
विभिन्नता एवं पृथक्‌-पृथक्‌ व्यवहार उत्पन्न किया। पूर्व कल्पके अनुसार ही दृष्टिगोचर होते हैं । सृष्टिके लिये 
उन्हीने कल्पके आरम्भमें वेदके अनुसार देवता आदि इच्छुक तथा सृष्टिकी राक्तिसे युक्त ब्रह्माजी कल्पके 
प्राणियेकि नाम, रूप और कर्तव्यका विस्तार किया। आदियें बारम्बार ऐसी ही सृष्टि किया करते हैं। 

R$ 
चज्ञके लिये ब्राह्मणादि वर्णो तथा अन्नकी सृष्टि, मरीचि आदि प्रजापति, रुद्र तथा 

स्वायम्भुव मनु आदिकी उत्पत्ति और उनकी संतान-परम्पराका वर्णन 


भीष्मजीने कहा--ब्रह्मन्‌ ! आपने अर्वाक्लोत 
मामक सर्गका जो मानव सर्गके नामसे भी प्रसिद्ध है, 
संक्षेपसे वर्णन किया; अब उसीको विस्तारके साथ 
कहिये। ब्रह्माजीने मनुष्योंकी सृष्टि किस प्रकार की? 
महामुने ! प्रजापतिने चारों वर्णों तथा उनके गुणोंको कैसे 
उत्पन्न किया ? और ब्राह्मणादि वर्णेकि कौन-कौन-से 
कर्म माने गये हैं ? इन सब बातोंका वर्णन कीजिये । 
पुरलस्त्यजी खोखे- कुरुश्रेष्ठ ! सृष्टिकी इच्छा 
रखनेवाले ब्रह्माजीने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और 
शूद्र--इन चार वर्णोको उत्पन्न किया। इनमें ब्राह्मण 
मुखसे, क्षत्रिय वक्षःस्थलसे, वैश्य जाँघोंसे और शुद्र 
ब्रह्माजीके पैरॉसे उत्पन्न हुए। महाराज ! ये चारों वर्ण 
'यशके उत्तम साधन हैं; अतः न्रह्माजीने यज्ञानुष्टानकी 
सिद्धिके लिये ही इन सबकी सृष्टि की । यज्ञसे तृप्त होकर 
देनतालोग जळकी वृष्टि करते हैं, जिससे मनुष्योंकी भी 
तृप्ति होती है; अतः धर्ममय यज्ञ सदा ही कल्याणका हेतु 
है। जो लोग सदा अपने वणोंचित कर्में लगे रहते हैं, 
जिन्होंने धर्म-विरुद्ध आचरणोंका परित्याग कर दिया है 
तथा जो सन्मार्गपर चलनेबाले हैं, वे श्रेष्ठ मनुष्य ही 
यज्ञका यथावत्‌ अनुष्ठान करते हैं। राजन्‌! [यञ्चके 
द्वारा] मनुष्य इस मानव-देहके त्यागके पश्चात्‌ स्वर्ग और 
अपनर्ग भी प्राप्त कर सकते हैं तथा और भी जिस-जिस 
स्थानको पानेकी उन्हें इच्छा हो, उसी-उसीमें वे जा सकते 
हैं। नृपश्रेष्ठ ! अहाजीके द्वारा चातुर्वर्ण्य-व्यवस्थाके 


अनुसार रची हुई प्रजा उत्तम श्रद्धाके साथ श्रेष्ठ 
आचारका पालन करने लगी। वह इच्छानुसार जहाँ 
चाहती, रहती थी। उसे किसी प्रकारकी बाधा नहीं 
सताती थी । समस्त प्रजाका अन्तःकरण शुद्ध था। वह 
स्वभावसे ही परम पवित्र थी । घर्मानुष्ठानके कारण उसकी 
पवित्रता और भी बढ़ गयी थी। प्रजाओंके पवित्र 
अन्तःकरणमें भगवान्‌ श्रीहरिका निवास होनेके कारण 
सबको शुद्ध ज्ञान प्राप्त होता था, जिससे सब लोग 
श्रीहरिके 'परत्रह्म नामक परमपदका साक्षात्कार कर 
लेते थे। 

तदनन्तर प्रजा जीविकाके साधन उद्योग-धंधे और 
खेती आदिका काम करने लगी! राजन्‌! धान, जौ, 
गेहूँ, छोटे धान्य, तिल, कँगनी, ज्वार, कोदो, चेना, 
उड़द, मूँग, मसूर, मटर, कुलथी, अरहर, चना और 
सन--ये सत्रह ग्रामीण अन्नोंकी जातियाँ हैं। ग्रामीण 
और जंगली दोनों प्रकारके मिलाकर चौदह अन्न यज्ञके 
उपयोगमें आनेवाले माने गये हैं। उनके नाम ये हैं-- 
घान, जौ, उड़द, गेहूँ, महीन धान्य, तिल, सातवीं कँगनी 
और आठवीं कुलथी--ये ग्रामीण अन्न हैं तथा साँवाँ, 
तित्रीका चावल, जर्तिल (वनतिल), गवेधु, वेणुयन 
और मक्का- थे छः जंगली अन्न हैं। ये चौदह अन्न 
यज्ञानुष्टानकी सामग्री हैं तथा यज्ञ ही इनकी उत्पत्तिका 
धान हेतु है। यज्ञके साथ ये अन्न प्रजाकी उत्पत्ति और 
वृद्धिके परम कारण हैं; इसलिये इहलोक और परलोकके 


सृष्टिखण्ड ] 


बचव्डड४*०8०> ६०५०५ “०+ट* हद कट टन हट 7 ह*++५१००५०५५** ५५७५ ०० ४०५ ७»+ ७* ८० ०७४ ० ५*०४४*०+ ०७४०० ४० ४०००००८ ४ न४५८८८४५ ६४ ८ ४ ८वड८-ड डडट 


+ यज्ञके लिये आहाणादि वर्णों तथा अक्रकी सृष्टि, मरीचि आदिकी उत्वत्तिका वर्णन « 


/१००००७००३ ०० सणस ४ »५४+४७७४ ४४४५-८४» »०४०*० ८० 


११ 


ज्ञाता विद्वान्‌ पुरुष इन्हीके द्वारा यज्ञोंका अनुष्ठान करते 
रहते हैं। नृपश्रेष्ठ ! प्रतिदिन किया जानेवाला यज्ञानुष्ठान 
मनुष्योंका परम उपकारक तथा उन्हें शान्ति प्रदान 
करनेवाला होता है। [कृषि आदि जीविकाके साधनेकि 
सिद्ध हो जानेपर] प्रजापतिने प्रजाके स्थान और गुणोंके 
अनुसार उनमें धर्म-मर्यादाकी स्थापना की। फिर वर्ण 
और आश्रमेकि पृथक्‌-पृथक्‌ धर्म निश्चित किये तथा 
धर्मका भलीभाँति पालन करनेवाले सभी वर्णेकि लिये 
पुण्यमय लोकोंकी रचना की। 

'योगियोंको अमृतस्वरूप ब्रहाधामकी प्राप्ति होती है, 
जो परम पद माना गया है। जो योगी सदा एकान्त्तमें 
रहकर यत्रपूर्वक ध्यानमें लगे रहते हैं, उन्हें बह उत्कृष्ट 
पद प्राप्त होता है, जिसका ज्ञानीजन ही साक्षात्कार कर 
पाते हैं। तामिस्र, अन्धतामिस्र, महारौरव, रौरव, घोर 
असिपत्रबन, कालसूत्र और अवीचिमान्‌ आदि जो नरक 
हैं, वे वेदोंकी निन्दा, यज्ञोंका उच्छेद तथा अपने धर्मका 
परित्याग करनेवाले पुरुषोंके स्थान बताये गये हैं। 

ब्रह्माजीनी पहले मनके संकल्पसे ही चराचर 
आणियोंकी सृष्टि की; किन्तु जब इस प्रकार उनकी सारी 
अजा [पुत्र, पौत्र आदिके क्रमसे] अधिक न बढ़ सकी, 
तब उन्होंने अपने ही सदृश अन्य मानस पुत्रोंको उत्पन्न 
किया। उनके नाम हैं--भूगु, पुलह, क्रतु, अङ्गिरा, 
मरीचि, दक्ष, अत्रि और वसिष्ठ । पुराणमें ये नौ” ब्रह्म 
निश्चित किये गये हैं। इन भृगु आदिके भी पहले जिन 
सनन्दन आदि पुत्रोंको बह्माजीने जन्म दिया था, उनके 
मनमें पुत्र उत्पन्न करनेकी इच्छा नहीं हुई; इसलिये वे 
सृष्टि-रचनाके कार्यमें नहीं फँसे। उन सबको स्वभावतः 
विज्ञानकी प्राप्ति हो गयी थी! वे मात्सर्य आदि दोषोंसे 
रहित और वीतराग थे। इस प्रकार संसारकी सृष्टिके 
कार्यसे उनके उदासीन हो जानेपर महात्मा ब्रह्माजीको 

महान्‌ क्रोध हुआ, उनकी भौंहें तन गयीं और ललाट 
क्रोघसे उद्दीप्त हो उठा! इसी समय उनके ललाटसे 
मध्याहकालीन सूर्यके समान तेजस्वी रुद्र प्रकट हुए। 


उनका आघा शरीर रूका था और आधा पुरुषका । वे 
बड़े प्रचण्ड थे और उनका शरीर बड़ा विशाल था | तन 
ब्रह्माजी उन्हें यह आदेश देकर कि “तुम अपने शरीरके 
दो भाग करो' बहाँसे अन्तर्धान हो गये। उनके ऐसा 
'कहनेपर रुद्रने अपने शरीरके स्त्री और पुरुषरूप दोनों 
भागोंको पृथक्‌-पृथक्‌ कर दिया और फिर पुरुषभागको 
म्यारह रूपॉमें विभक्त किया । इसी भ्रकार खीभागको भी 
अनेकों रूपॉमें प्रकट किया। खी और पुरुष दोनों 
भागोंके वे भिन्न-भिन्न रूप सौम्य, क्रूर, शान्त, श्याम 
और गौर आदि नाना प्रकारके थे। 

तत्पश्चात्‌ ब्रह्माजीने अपनेसे उत्पन्न, अपने ही 
स्वरूपभूत स्वायम्भुनको प्रजापालनके लिये प्रथम मनु 
बनाया । स्वायम्भुव मनुने शतरूपा नामकी खीको, जो 
तपस्याके कारण पापरहित थी, अपनी पल्रीके रूपमें 
स्वीकार किया । देवी शतरूपाने स्वायम्भुव मनुसे दो पुत्र 
और दो कन्याओंको जन्म दिया | पुत्रॉके नाम थे-- 
प्रियत्रत और उत्तानपाद तथा कन्याएँ प्रसूति और 
आकूतिके नामसे प्रसिद्ध हुईै। मनुने प्रसूतिका विवाह 
दक्षके साथ और आकूतिका रुचि प्रजापतिके साथ कर 
दिया। दक्षने प्रसूतिके गर्भसे चौबीस कन्याएँ उत्पन्न कीं। 
उनके नाम हैं--श्रद्धा, लक्ष्मी, घृति, पुष्टि, तुष्टि, मेघा, 
क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वपु, शान्ति, सिद्धि और तेरहर्वी 
कीर्ति। इन दक्ष-कन्याओको भगवान्‌ धर्मने आपनी 
पत्नियोंके रूपमें ग्रहण किया । इनसे छोटी ग्यारह कन्याएँ, 
और थीं, जो ख्याति, सती, सम्भूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, 
सन्रति, अनसूया, ऊर्जा, स्वाहा और स्वघा नामसे प्रसिद्ध 
हुई । नृपश्रेष्ठ ! इन ख्याति आदि कन्याओको क्रमझाः 
भृगु, शिव, मरीचि, अङ्गिरा और मैंने (पुरुसत्य) तथा 
पुलह, क्रतु, अत्रि, वसिष्ठ, अमि तथा पितरोंने ग्रहण 
किया। श्रद्धाने कामको, लक्ष्मीने दर्षको, घृतिने 
नियमको, तुष्टिने सन्तोषको और पुष्टिने लोभको जन्म 
दिया । मेधाने श्रुतको, क्रियाने दण्ड, नय और विनयको, 
बुद्धिने बोधको, रूज्नाने विनयको, वपुने अपने पुत्र 


« संभवतः पुलस्त्यजीको मिलाकर ही नौ ब्रह्मा माने गये हैं। 


१२ » अर्घयस्व हृषीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ + [ संक्षिप्त परापुराण 


4६442444७५ ७७७७७३३७७७ $ ५3 & 8  && ४:५४ ७ ४४ » ४४ * ५४:५४: ४४४ #+ &&४ ४» 8 & 3» ४४०४5 ०००९१९०९७७०-३७०-७-०७०-०-००७-७०७७७-७:००७ ००७७. 


व्यवसायको, शान्तिने क्षेमको, सिद्धिने सुखको और तथा वेदना नामकी कन्याओंको उत्पन्न किया। माया 
कीर्तिने यशको उत्पन्न किया। ये ही धर्मके पुत्र हैं। भयकी और वेदना नरककी पत्नी हुई । उनमेंसे मायाने 
'कामसे उसको पली नन्दीने हर्ष नामक पुत्रको जन्म दिया, समस्त प्राणियोंका संहार करनेवाले मृत्यु नामक पुत्रको 
यह धर्मका पौत्र था। भृगुकी पली ख्यातिने लक्ष्मीको जन्म दिया और वेदनासे नरकके अंशसे दुःखकी उत्पत्ति 
जन्म दिया, जो देवाधिदेद भगवान्‌ नारायणकी पत्नी हैं। हुई। फिर मृत्युसे व्याधि, जरा, शोक, तृष्णा और 
भगवान्‌ रुद्रने दक्षसुता सतीको पत्नीरूपमें ग्रहण किया, क्रोधका जन्म हुआ। ये सभी अधर्मस्वरूप हैं और 
जिन्होंने अपने पितापर खीझकर शरीर त्याग दिया। दुःखोत्तर नामसे प्रसिद्ध हैं । इनके न कोई स्त्री है न पुत्र । 
अधर्मकी खीका नाम हिंसा है। उससे अनृत ये सब-के-सब नैष्ठिक ब्रह्मचारी है । राजकुमार भीष्म ! 
नामक पुत्र और निकृति नामवाली कन्याकी उत्पत्ति हुई। ये ब्रहाजीके रौद्र रूप हैं और ये ही संसारके नित्य 
फिर उन दोनॉने भय और नरक नामक पुत्र और माया प्रलयमेँ कारण होते हैं। 
et पह ला 
लक्ष्मीजीके प्रादुर्भावकी कथा, समुद्र-मन्थन और अमृत-प्रास्ति 
भीष्मजीने कहा- मुने! मैंने तो सुना था डाल दो। फिर मन्दराचल्को मथानी और वासुकि 
लक्ष्मीजी क्षीर-समुद्रसे प्रकट हुई हैं; फिर आपने यह कैसे नागको नेती (रस्सी) बनाकर समुद्रका मन्थन करते हुए 
कहा कि वे भृगुकी पत्नी ख्यातिके गर्भसे उत्पन्न हुई? उससे अमृत निकारो। इस कार्यमें मैं तुमलोगॉकी 
पुलस्त्यजी खोळे--राजन्‌ ! तुमने मुझसे जो प्रश्न सहायता करूंगा । समुद्रका मन्थन करनेपर जो अमृत 
किया है, उसका उत्तर सुनो। लक्ष्मीजीके जन्मका निकलेगा, उसका पान करनेसे तुमलोग बलवान्‌ और 
सम्बन्ध समुद्रसे है, यह बात मैंने भी ब्रह्माजीके मुखसे अमर हो जाओगे ।' 
सुन रखी है। एक समयकी नात है, दैत्यों और दानवोंने Es 
बड़ी भारी सेना लेकर देवताओंपर चढ़ाई की । उस 
युद्धमें दैत्यॉके सामने देवता परास्त हो गये। तब इन्द्र 
आदि सम्पूर्ण देवता अग्निको आगे करके ब्रह्माजीकी 
झारणमें गये । वहाँ उन्होंने अपना सारा हाल ठीक-ठीक 
कह सुनाया। न्रह्माजीने कहा- “तुमलोग मेरे साथ 
भगवानकी शरणमें चलो।' यह कहकर वे सम्पूर्ण 
देवताओंको साथ ले क्षीर-सागरके उत्तर-तटपर गये 
और भगवान्‌ वासुदेबको सम्बोधित करके बोले-- 
विष्णो ! शोध उठिये और इन देवताओंका कल्याण 
'कीजिये। आपकी सहायता न मिळनेसे दानव इन्हें 
बारम्बार परास्त करते हैं।' उनके ऐसा कहनेपर कमलके 
समान नेत्रवाले भगवान्‌ अन्तर्यामी पुरुषोत्तमने 
देखताओंके शरीरकी अपूर्व अवस्था देखकर कहा 
"देवगण ! मै तुम्हारे तेजकी वृद्धि करूँगा । मैं जो उपाय 
नतळाता हूँ, उसे तुमलोग करो । दैत्योंके साथ मिलकर देवाधिदेव भगवानके ऐसा कहनेपर सम्पूर्ण देवता 
सब प्रकारकी ओषधियाँ ले आओ और उन्हं कषीरसागरमें दैत्येकि साथ सन्धि करके अमृत निकालनेके यलमे लग 


सृष्टिखण्ड ] 


= लक्ष्मीजीके प्रादुर्भावकी कथा, समुद्र-मन्धन और अपृत-प्रापि » 


१३ 


हिंग की 


गये । देव, दानव और दैत्य सब मिलकर सन प्रकारकी 
ओषधियाँ ले आये और उन्हें क्षीर-सागरमें डालकर 
मन्दराचलको मथानी एवं वासुकि नागको नेती बनाकर 
जड़े वेगसे मन्थन करने लगे । भगवान्‌ विष्णुकी प्रेरणासे 
सन देवता एक साथ रहकर वासुकिकी पूँछकी ओर हो 
गये और दैत्योंको उन्होंने वासुकिके सिरकी ओर खड़ा 
कर दिया। भीष्मजी ! वासुकिके मुखकी साँस तथा 
विषाग्निसे झुलस जानेके कारण सन दैत्य निस्तेज हो 
गये । क्षीर-समुद्रके बीचमें अरह्मवेत्ताओंमें श्रेष्ठ भगवान्‌ 
ब्रह्मा तथा महातेजस्वी महादेवजी कच्छप रूपधारी 
श्रीविष्णुभगवान्‌की पीठपर खड़े हो अपनी भुजाओसे 
'कमलकी भाँति मन्दराचलको पकड़े हुए थे तथा स्वयं 
भगवान्‌ श्रीहरि कूर्मरूप धारण करके क्षीर-सागरके 
भीतर देवताओं और दैत्योंके बीचमें स्थित थे। [वे 
मन्दराचलको अपनी पीठपर लिये डूबनेसे बचाते थे ।] 
तदनन्तर जब देवता और दानवेनि क्षीर-समुद्रका मन्थन 
आरम्भ किया, तब पहले-पहल उससे देवपूजित सुरभि 
(कामधेनु) का आविर्भाव हुआ, जो हविष्य (घी-दूध) 
की उत्पत्तिका स्थान मानी गयी है। तत्पश्चात्‌ वारुणी 
(मदिरा) देवी प्रकट हुई, जिसके मदभरे नेत्र घूम रहे 
थे। वह पग-पगपर लड़खड़ाती चलती थी। उसे 
अपनित्र मानकर देवताओनि त्याग दिया। तब वह 
असुरोंके पास जाकर बोली--'दानवो ! मैं बल प्रदान 
करनेवाली देवी हूँ, तुम मुझे अहण करो ।' दैत्यॉने उसे 
अहण कर लिया । इसके बाद पुनः मन्थन आरम्भ होनेपर 
पारिजात (कल्पवृक्ष) उत्पन्न हुआ, जो अपनी शोभासे 
देवताओंका आनन्द बढ़नेवाला था। तदनन्तर साठ 
करोड़ अप्सराएँ प्रकट हुई, जो देवता और दानवॉकी 
सामान्यरूपसे भोग्या हैं। जो लोग पुण्यकर्म करके 
देवलोकमें जाते हैं, उनका भी उनके ऊपर समान 
अधिकार होता है। अप्सराऑके बाद शीतळ 
,किरणोंबाले चन्द्रमाका प्रादुर्भाव हुआ, जो देवताओंको 
आनन्द अदान करनेवाले थे । उन्हें भगवान्‌ शङ्करने अपने 
लिये माँगते हुए कहा--'देवताओ ! ये चन्द्रमा मेरी 
जटाओंके आभूषण होंगे, अतः मैंने इन्हें ले लिया।' 


ब्रह्माजीने “बहुत आच्छा' कहकर शङ्करजीकी बातका 
अनुमोदन किया। तत्पश्चात्‌ कालकूट नामक भयङ्कर 
विष प्रकट हुआ, उससे देवता और दानव सबको बड़ी 
पीड़ा हुई । तब महादेवजीने स्वेच्छासे उस विषको लेकर 
पी लिया। उसके पीनेसे उनके कण्ठमें काला दाग पड़ 
गया, तभीसे वे महेश्वर नीलकण्ठ कहल्मने लगे । क्षीर- 
सागरसे निकले हुए उस विषका जो आंद पीनेसे बच 
गया था, उसे नागों (सर्पो) ने अहण कर लिया। 
तदनन्तर अपने हाथमें अमृतसे भरा हुआ 

कमण्डलु लिये घन्वन्तरिजी प्रकट हुए। वे श्वेतवस् 
घारण किये हुए थे । वैद्यराजके दर्शनसे सबका मन 
स्वस्थ एवं प्रसन्न हो गया। इसके बाद उस समुद्रसे 
उच्चैःश्रवा घोड़ा और ऐरावत नामका हाथी--ये दोनों 
क्रमशः प्रकट हुए। इसके पश्चात्‌ क्षीरसागरसे 
लक्ष्मीदेवीका प्रादुर्भाव हुआ, जो खिले हुए कमलपर 
विराजमान थीं और हाथमें कमल लिये थीं । उनकी प्रभा 
चारों ओर छिटक रही थी। उस समय महर्षियोने 
श्रीसूक्तका पाठ करते हुए बडी प्रसन्नताके साथ उनका 
स्तवन किया। साक्षात्‌ क्षीर-समुद्रने [दिव्य पुरुषके 
रूपमे] प्रकट होकर लक्ष्मीजीको एक सुन्दर माला भेंट 
की, जिसके कमल कभी मुरझाते नहीं थे। विश्वकर्माने 
उनके समस्त अङ्गोंमें आभूषण पहना दिये। ख़ानके 
पश्चात्‌ दिव्य माला और दिव्य वस्न घारण करके जन चे 
सब प्रकारके आभूषणोंसे विभूषित हुई, तब इन्द्र आदि 
देवता तथा विद्याघर आदिने भी उन्हें प्राप करनेकी इच्छा 
की । तन ब्रह्माजीने भगवान्‌ विष्णुसे कहा---'वासुदेव ! 
मेरे द्वारा दी हुई इस लक्ष्मीदेवीको आप ही अहण करें। 
मैंने देवताओं और दानवॉको मना कर दिया है--वे इन्हें 
पानेकी इच्छा नहीं करेंगे । आपने जो स्थिरतापूर्वक इस 
समुद्र-मन्थनके कार्यको सम्पन्न किया है, इससे आपपर 
मैं बहुत सन्तुष्ट हूँ” यों कहकर ब्रह्माजी लक्ष्मीजीसे 
बोले--'देवि ! तुम भगवान्‌ केशवके पास जाओ । मेरे 
दिये हुए पतिको पाकर अनन्त वर्षोतक आनन्दका 
उपभोग करे ।' 

~ ब्रह्मजीके ऐसा कहनेपर लक्ष्मीजी समस्त 


3:43 


* अर्चयस्व हषीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


400%2#४७५४४७४४४४४ 3 ४ » ४४ + # ७: *:5:5:+ & 3:83 + ४ # ४४ हक ४ ५ # 3 #$* ४४ * # ५४ ४ :$:3#* ४ ४ # ४ जे कणकेचे तक केक कयणे मनमानी, 


देवताओकि देखते-देखते श्रीहरिके वक्षःस्थलमें चली 
गर्यो और भगवानसे बोलीं--“देव ! आप कभी मेरा 
परित्याग न करें। सम्पूर्ण जगत्के प्रियतम ! मैं सदा 
आपके आदेशका पालन करती हुई आपके वक्षःस्थलमें 
निवास करूंगी।' यह कहकर लक्ष्मीजीने कृपापूर्ण 
दृष्टिसे देवताओंकी ओर देखा, इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता 
हुई। इधर लक्ष्मीसे परित्यक्त होनेपर दैत्यॉको बड़ा उद्देग 
हुआ। उन्होंने झपटकर धन्वन्तरिके हाथसे अमृतका पात्र 
छीन लिया। तब विष्णुने मायासे सुन्दरी ख्रीका रूप 
धारण करके दैत्योंको लुभाया और उनके निकट जाकर 
'कहा--'यह आमृतका कमण्डलु मुझे दे दो।' उस 
त्रिभुवनसुन्दरी रूपवती नारीको देखकर दैत्यॉका चित्त 
कामके वशीभूत हो गया। उन्होंने चुपचाप वह अमृत 
उस सुन्दरीके हाथमें दे दिया और स्वयं उसका मुँह 
ताकने लगे! दानवॉसे अमृत लेकर भगवानले 
देवताओंको दे दिया और इन्द्र आदि देवता तत्काल उस 
अमृतको पी गये। यह देख दैत्यगण भाँति-भातिके 
अख-शस्त्र और तलवारें हाथमे लेकर देवताऑपर टूट 
पड़े; परन्तु देवता अमृत पीकर बलवान्‌ हो चुके थे, 
उन्होंने दैत्य-सेनाको परास्त कर दिया । देवताओंकी मार 
पड़नेपर दैत्यॉने भागकर चारों दिशाओंकी शरण ली और 
कितने ही पातालमें घुस गये । तब सम्पूर्ण देवता आनन्द- 


मग्न हो शङ्क, चक्र और गदा धारण करनेवाले भगवान्‌ 
श्रीविष्णुको प्रणाम करके स्वर्गलोकको चले गये। 
तबसे सूर्यदेवकी प्रभा स्वच्छ हो गयी ! वे अपने 
मार्गसे चलने लगे । भगवान्‌ अग्निदेव भी मनोहर दीप्तिसे 
युक्त हो प्रज्वलित होने लगे तथा सब घ्राणियोंका मन 
धर्में संलग्न रहने लगा। भगवान्‌ बिष्णुसे सुरक्षित 
होकर समस्त त्रिलोकी श्रीसम्पन्न हो गयी । उस समय 
समस्त लोकोंको धारण करनेवाले अ्रह्माजीने देबताओंसे 
कहा--'देवगण ! मैने तुम्हारी रक्षाके लिये भगवान्‌ 
विष्णुको तथा देवताओके स्वामी उमापति 
महादेवजीको नियत किया है; वे दोनों तुम्हारे योगक्षेमका 
निर्वाह करेंगे। तुम सदा उनकी उपासना करते रहना; 
क्योंकि वे तुम्हार कल्याण करनेषाले हैं। उपासना 
करनेसे ये दोनों महानुभाव सदा तुम्हारे क्षेमके साधक 
और वरदायक होंगे।' यों कहकर भगवान्‌ ब्रह्मा अपने 
घामको चले गये। उनके जानेके बाद इन्द्रने देबलोककी 
राह ली । तत्पश्चात्‌ श्रीहरि और झङ्करजी भी अपने-अपने 
घाम--वैकुण्ठ एवं कैलासमें जा पहुँचे। तदनन्तर 
देवराज इन्द्र तीनों लोकॉकी रक्षा करने लगे । महाभाग ! 
इस प्रकार लक्ष्मीजी क्षीरसागरसे प्रकट हुई थीं। यद्यपि 
चे सनातनी देवी हैं, तो भी एक समय भृगुकी पत्नी 
ख्यातिके गर्भसे भी उन्होंने जन्म अहण किया था। 


सतत स्ट 


सतीका देहत्याग और दक्ष-यज्ञ-विध्यंस 


भीच्मजीने पूछा--अहान्‌ । दक्षकन्या सती तो 
बड़ी शुभलक्षणा थीं, उन्होंने अपने शरीरका त्याग क्यों 
किया? तथा भगवान्‌ रुद्रने किस कारणसे दक्षके 
यज्चका विध्वंस किया ? 

पुरूस्त्यजीने कहा--भीष्म ! प्राचीन कालकी 
नात है, दक्षने गङ्गाद्वारमे यज्ञ किया। उसमें देवता, 
असुर, पितर और महर्षि सब बड़ी असन्नताके साथ 
पधारे। इन्द्रसहित देवता, नाग, यक्ष, गरुड, लताएँ, 
ओषधियाँ, कश्यप, भगवान्‌ अत्रि, मैं, पुलह, क्रतु, 


आचेतस, अङ्गण तथा महातपस्वी वसिष्ठजी भी उपस्थित 
हुए | वहाँ सब ओरसे बराबर नेदी बनाकर उसके ऊपर 
चातुहोंत्रकी* स्थापना हुई । उस यज्ञमें महर्षि वसिष्ठ 
होता, अङ्गिरा अध्वर्यु, बृहस्पति उद्गाता तथा नारदजी 
रझा हुए । जन यज्ञकर्म आरम्भ हुआ और अम्िमें हवन 
होने लगा, उस समयतक देवताओंके आनेका क्रम जारी 
रहा। स्थावर और जङ्गम--सभी प्रकारके प्राणी वहाँ 
उपस्थित थे! इसी समय ब्रह्माजी अपने पुत्रॉके साथ 
आकर यज्ञके सभासद्‌ हुए तथा साक्षात्‌ भगवान्‌ 


* होता, अध्वर्यु, उद्राता और ब्रह्मा--इन चारोके द्वारा सम्पन्र होनेवाले यज्ञको चातुहोँत्र कहते हैं। 


श्रीविष्णु भी यज्ञकी रक्षाके लिये वहाँ पघारे। आठों 
वसु, बारहों आदित्य, दोनों अश्विनीकुमार, उनचासों 
मरुद्रण तथा चौदहों मनु भी यहाँ आये थे। इस प्रकार 
यज्ञ होने लगा, अग्रिमें आहुतियाँ पड़ने लगीं। वहाँ 
भक्ष्य-भोज्य सामग्रीका बहुत ही सुन्दर और भारी 
'ठाट-बाट था। ऐश्वर्यकी पराकाष्ठा दिखायी देती थी। 
चारों ओरसे दस योजन भूमि यज्ञके समारोहसे पूर्ण थी। 
वहाँ एक विशाल वेदी बनायी गयी थी, जहाँ सब लोग 
एकत्रित थे। शुभलक्षणा सतीने इन सारे आयोजनोंको 
देखा और यज्ञमें आये हुए इन्द्र आदि सम्पूर्ण 
देवताओंको लक्ष्य किया । इसके बाद बे अपने पितासे 
विनययुक्त वचन बोलीं । 
सतीने कहा--पिताजी ! आपके यजमें सम्पूर्ण 
देवता और ऋषि पथारे हैं । देवराज इन्द्र अपनी धर्मपल्ली 
दाचीके साथ ऐरावतपर चढ़कर आये हैं। पापियॉका 
दमन करनेवाले तथा धर्मात्माओंके रक्षक परमधर्मिष्ठ 
यमराज भी धूमोर्णाके साथ दृष्टिगोचर हो रहे हैं। जल- 
जन्तुओंके स्वामी वरुणदेव अपनी पत्नी गौरीके साथ इस 
यज्ञमष्डपमें सुशोभित हैं। यक्षेकि राजा कुबेर भी अपनी 
पल्लीके साथ आये हैं । देवताओंके मुखस्वरूप अग्रिदेनने 
भी यज्ञ-मण्डपमें पदार्पण किया है। वायु देवता अपने 
उनचास गणॉके साथ और लोकपावन सूर्यदेव अपनी 
भार्या संज्ञाके साथ पधारे हैं। महान्‌ यशस्वी चन्द्रमा भी 
सपल्रीक आये हैं। आठौं वसु और दोनों अश्विनीकुमार 
भी उपस्थित हैं। इनके सिवा वृक्ष, वनस्पति, गन्धर्व, 
अप्सराएँ, विद्याधर, भूतोंके समुदाय, बेताल, यक्ष, 
राक्षस, भयङ्कर कर्म करनेवाले पिशाच तथा दूसरे-दूसरे 
घ्राणधारी जीव भी यहाँ मौजूद हैं। भगवान्‌ कश्यप, 
शिष्यॉसहित वसिष्ठजी, पुलस्त्य, पुलह, सनकादि महर्षि 
तथा भूमण्डलके समस्त पुण्यात्मा राजा यहाँ पघारे हैं। 
अधिक क्या कहूँ, त्रह्माजीकी बनायी हुई सारी सृष्टि ही 
यहाँ आ पहुँची है । ये हमारी बहिनें हैं, ये भानजे हैं और 
ये बहनोई हैं। ये सब-के-सब अपनी-अपनी स्त्री, पुत्र 
और बान्धवोंके साथ यहाँ उपस्थित दिखायी देते हैं। 
आपने, दान-मानादिके द्वारा इन सबका यथावत्‌ सत्कार 


किया है। केवल मेरै पति भगवान्‌ शङ्कर ही इस 
यज्ञमण्डपमें नहीं पघारे हैं; उनके बिना यह सारा 
आयोजन मुझे सूना-सा ही जान पड़ता है। मैं समझती 
हूँ आपने मेरे पतिको निमन्त्रित नहीं किया है; निश्चय ही 
आप उन्हें भूल गये हैं। इसका क्या कारण हैं ? मुझे 
सब बातें बताइये। 

पुरूस्त्यजी कहते हैं--प्रजापति दक्षने सतीके 
वचन सुने। सती उन्हें प्राणॉसे भी बढ़कर प्रिय थीं, 
उन्होंने पतिके स्त्रेहमें डूबी हुई परम सौभाग्यवती पतित्रता 
सतीको गोदमें बिठा लिया और गम्भीर होकर कहा-- 
"बेटी ! सुनो; जिस कारणसे आज मैने तुम्हारे पतिको 
निमन्त्रित नहीं किया है, वह सब ठीक-ठीक बताता हूँ। 
चे अपने झारीरमें राख लपेटे रहते है । त्रिशूल और दण्ड 
लिये नंग-धड़ंग सदा इमशानभूमिमें ही विचरा करते हैं । 
व्याघ्रचर्म पहनते और हाथीका चमड़ा ओढ़ते हैं। 
कंधेपर नरमुण्डोंकी माला और हाथमें खट्याड्र--यही 
उनके आभूषण हैं। वे नागराज वासुकिको यज्ञोपतीतके 
रूपमें धारण किये रहते हैं और इसी रूपमें वे सदा इस 
पृथ्वीपर भ्रमण करते हैं। इसके सिवा और भी बहुत-से 
घृणित कार्य तुम्हारे पति-देवता करते रहते हैं। यह सन 
मेरे लिये बड़ी लज्जाकी बात है | भला, इन देखताओकि 
निकट वे उस अभद्र वेषमें कैसे बैठ सकते हैं । जैसा 
उनका वस्न है, उसे पहनकर वे इस यज्ञमण्डपमें आने 
योग्य नहीं हैं। बेटी ! इन्हीं दोषॉके कारण तथा 
'लोक-लज्जाके भयसे मैंने उन्हें नहीं बुलाया । जब यज्ञ 
समाप्त हो जायगा, तब मैं तुम्हारे पतिको ले आऊँगा और 
त्रिलोकीमें सबसे बढ़-चढ़कर उनकी पूजा करूंगा; साथ 
ही तुम्हारा भी यथावत्‌ सत्कार करूँगा। अतः इसके 
लिये तुम्हें खेद या क्रोध नहीं करना चाहिये ।' 

भीष्म! प्रजापति दक्षके ऐसा कहनेपर सतीको 
बड़ा शोक हुआ, उनकी आँखें क्रोघसे लाल हो गयीं। 
खे पिताकी निन्दा करती हुई खोर्ली--“तात ! भगवान्‌ 
शङ्कर ही सम्पूर्ण जगतके स्वामी हैं, वे ही सबसे श्रेष्ठ 
माने गये हैं। समस्त देवताओंको जो ये उत्तमोत्तम स्थान 
आए हुए हैं, ये सब परम बुद्धिमान्‌ महादेवजीके ही दिये 


१६ 


2244३७३३३३ 3 टेक 8» &४:ल्‍%*& 3४ &+# ४ * ४ ४ ४५४3 ४ #+ #+ ४५ #+ + ४ ४» # » ४:४3 कडकडे कळक # # ## 89:5४ ७5950. 


० अर्चयस्व हषीकेश यदीच्छसि परं एदम्‌ « 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


2५५५-५४४ ४५ ५ ५४५-४५५५ ‰ ^ # 8 ## && ४४५ ४४४४.४४ ५-५४५ 


हुए हैं। भगवान्‌ शिवमें जितने गुण हैं, उनका पूर्णतया 
वर्णन करनेमें ब्रह्माजीकी जिह्वा भी समर्थ नहीं है। वे ही 
सबके धाता (धारण करनेवाले) और विघाता 
(नियामक) हैं । वे ही दिशाओंके पालक हैं । भगवान्‌ 
रुद्रके प्रसादे ही इन्द्रको स्वर्गका आधिपंत्य प्राप्त हुआ 
है। यदि रुद्रमें देवत्व है, यदि वे सर्वत्र व्यापक और 
कल्याणस्वरूप हैं, तो इस सत्यके प्रभावसे शङ्करजी 
आपके यज्ञका विध्वंस कर डालें ।' 
इतना कहकर सती योगस्थ हो गयीं--उन्होंने 
ध्यान लगाया और अपने ही शरीरसे प्रकट हुई अग्निके 


द्वार अपनेको भस्म कर दिया । उस समय देवता, असुर, 
नाग, गन्धर्व और गुह्यक “यह वया ! यह क्या !' कहते 
ही रह गये; किन्तु क्रोधमें भरी हुई सतीने गङ्गाके तटपर 
अपने देहका त्याग कर दिया । गङ्गाजीके पश्चिमी तटपर 
चह स्थान आज भी “सौनक तीर्थ' के नामसे प्रसिद्ध है। 
भगवान्‌ रुद्रने जन यह समाचार सुना, तब अपनी 
पत्नीकी मृत्युसे उन्हें बड़ा दुःख हुआ और उनके मनमें 
समस्त देनताओंके देखते-देखते उस यज्ञको नष्ट कर 
डालनेका विचार उत्पन्न हुआ। फिर तो उन्होंने 
दक्षयज्ञका विनाश करनेके लिये करोड़ों गणोंको आज्ञा 


दी। उनमें विनायक-सम्बन्धी ग्रह, भूत, प्रेत तथा 
पिशाच--सन थे। यज्ञमण्डपमें पहुँचकर उन्होंने सब 
देवताओंको परास्त किया और उन्हें भगाकर उस यको 
तहस-नहस कर डाला । यज्ञ नष्ट हो जानेसे दक्षका सारा 
उत्साह जाता रहा! वे उद्योगशून्य होकर देवाधिदेव 
पिनाकधारी भगवान्‌ शिवके पास डरते-डरते गये और 
इस अकार बोले--'देव ! मैं आपके प्रभावको नहीं 
जानता था; आप देवताओकि प्रभु और ईश्वर हैं। इस 
जगत्के अधीश्वर भी आप ही हैं; आपने सम्पूर्ण 
देवताओंको जीत लिया। महेश्वर ! अन मुझपर कृपा 
कीजिये और अपने सन गणोंको लौटाइये ।' 

दक्ष प्रजापतिने भगवान्‌ झाङ्करकी शरणमें जाकर 
जब इस प्रकार उनकी स्तुति और आराधना की, तब 
भगवान्ने कहा--'प्रजापते ! मैने तुम्हें यज्ञका पूरा-पूरा 
फल दे दिया । तुम अपनी सम्पूर्ण कामनाओंकी सिद्धिके 
लिये यज्ञका उत्तम फल प्राप्त करोगे।' भगवानके ऐसा 
कहनेपर दक्षने उन्हें प्रणाम किया और सन गणोंके देखते- 
देखते बे अपने निवास-स्थानको चले गये । उस समय 
भगवान्‌ शिव अपनी पत्नीके वियोगसे गङ्गाद्वारमे ही 
जाकर रहने लगे । 'हाय ! मेरी प्रिया कहाँ चली गयी ।' 
इस प्रकार कहते हुए वे सदा सतीके चिन्तनमें लगे रहते 
थे। तदनन्तर एक दिन देवर्षि नारद महादेवजीके समीप 
आये और इस प्रकार बोले-- “देवेश्वर ! आपकी पत्नी 
सती देवी, जो आपको प्राणोके समान प्रिय थीं, 
देहत्यागके पश्चात्‌ इस समय हिमवानकी कन्या होकर 
अकट हुई हैं । मेनाके गर्भसे उनका आविर्भाव हुआ है । 
चे लोकके तात्त्विक अर्थको जाननेवाली थीं । उन्होंने इस 
समय दूसरा शरीर धारण किया है ।' 

नारदजीकी नात सुनकर महादेवजीने. ध्यानस्थ हो 
देखा कि सती अबतार ले चुकी हैं। इससे उन्होंने 
अपनेको कृत-कृत्य माना और स्वस्थचित्त होकर रहने 
गे । फिर जब पार्वतीदेवी यौवनावस्थाको प्राप्त हुई, तब 
शिवजीने पुनः उनके साथ विवाह किया। भीष्म | 
पूर्वकालमें जिस रकार, दक्षका यज्ञ नष्ट हुआ था, उसका 
इस रूपमें मैने तुमसे वर्णन किया है। 


अनसय = 


* देवता, दानव, गन्धर्व, नाग और राक्षसोंकी उत्पत्तिका वर्णन » 


यि 


२७ 


देवता, दानव, गन्धर्व, नाग और राक्षसोंकी उत्पत्तिका वर्णन 


भीष्मजीने कहा--गुरुदेन ! देवताओं, दानवों, 
गन्धर्वो, नागों और राक्षसोंकी उत्पत्तिका आप विस्तारके 
साथ वर्णन कीजिये। 
पुलस्त्यजी बले कुरुनन्दन ! कहते हैं पहलेके 
प्रजा-वर्गकी सृष्टि संकल्पसे, दर्शनसे तथा स्पर्श करनेसे 
होती थी; किन्तु प्रचेताओकि पुत्र दक्ष प्रजापतिके बाद 
मैथुनसे प्रजाको उत्पत्ति होने लगी । दक्षने आदिमें जिस 
प्रकार भ्रजाकी सृष्टि की, उसका वर्णन सुनो। जब वे 
[पहलेके नियमानुसार सङ्कल्प आदिसे] देवता, ऋषि 
और नागोंकी सृष्टि करने लगे किन्तु प्रजाकी वृद्धि नहीं 
हुई, तब उन्होंने मैथुनके द्वारा अपनी पत्री वीरिणीके 
गर्भसे साठ कन्याओंको जन्म दिया । उनमेंसे उन्होंने दस 
धर्मको, तेरह कक्ष्यपको, सत्ताईस चन्द्रमाको, चार 
अरिष्टनेमिको, दो भृगुपुत्रको, दो बुद्धिमान्‌ कृशाश्वको 
तथा दो महर्षि अङ्गिराको ब्याह दीं । वे सब देवताओंकी 
जननी हुई। उनके वैश-विस्तारका आरम्भसे ही वर्णन 
करता हूँ, सुनो । अरुन्धती, बसु, जामी, लंबा, भानु, 
मरुत्वतो, सङ्कल्पा, मुहूर्ता, साध्या और विश्वा--ये दस 
घर्मकी पलियाँ बतायी गयी हैं । इनके पुत्रोंके नाम सुनो । 
बिश्वाके गर्भसे विश्वेदेव हुए। साध्याने साध्य नामक 
देवताओंको जन्म दिया। मरुत्वतीसे मरुत्वान्‌ नामक 
देवताऑकी उत्पत्ति हुई। वसुके पुत्र आठ वसु 
कहलाये। भानुसे भानु और मुहूर्तासे मुहूर्ताभिमानी 
देवता उत्पन्न हुए। लंबासे घोष, जामीसे नागवीथी 
नामकी कन्या तथा अरुन्धतीके गर्भसे पृथ्वीपर होनेवाले 
समस्त प्राणी उत्पन्न हुए। सङ्कल्पासे सङ्कल्पॉका जन्म 
हुआ। अब वसुकी सृष्टिका वर्णन सुनो। जो देवगण 
अत्यन्त प्रकाशमान और सम्पूर्ण दिशाऑमें व्यापक हैं, 
चे बसु कहलाते हैं; उनके नाम सुनो । आप, ध्रुब, सोम, 
धर, अनिल, अनल, प्रत्यूष और प्रभास--ये आठ बसु 
हैं । 'आप' के चार पुत्र हैं-झान्त, वैतण्ड, साम्न और 
मुनिनध्रु। ये सब यज्ञरक्षाके अधिकारी हैं! धुवके पुत्र 
कारू और सोमके पुत्र वर्चा हुए। घरके दो पुत्र हुए 
द्रविण और हव्यवाह । अनिलके पुत्र प्राण, रमण और 


शिशिर थे। अनलके कई पुत्र हुए, जो प्रायः अधिके 
समान गुणवाले थे। अभ्निपुत्र कुमारका जन्म सरकंडॉमें 
हुआ । उनके शाख, ठपशाख और मैगमेय--ये तीन पुत्र 
हुए। कृत्तिकाओकी सन्तान होनेके कारण कुमारको 
कार्तिकेय भी कहते हैं। प्रत्यूषके पुत्र देवल नामके मुनि 
हुए। प्रभाससे प्रजापति विश्वकर्माका जन्म हुआ, जो 
शिल्पकलाके ज्ञाता हैं। वे महल, घर, उद्यान, प्रतिमा, 
आभूषण, तालाब, उपवन और कूप आदिका निर्माण 
करनेवाले हैं। देवताओकि कारीगर वे ही है ।. 

अजैकपाद, अहिर्बुध्न्य, विरूपाक्ष, रैवत, हर, 
बहुरूप, त्र्यम्बक, सावित्र, जयन्त, पिनाकी और 
अपराजित--ये ग्यारह रुद्र कहे गये हैं; ये गणेके स्वामी 
हैं। इनके मानस सङ्कल्पसे उत्पन्न चौरासी करोड़ पुत्र है, 
जो रुद्रगण कहलाते है । थे श्रेष्ठ त्रिशूल धारण किये रहते 
हैं। उन सबको अविनाशी माना गया है। जो गणेश्वर 
सम्पूर्ण दिशाओमें रहकर सबकी रक्षा करते हैं, ते सब 
सुरभिके गर्भसे उत्पन्न उन्हीके पुत्र-पौत्रादि हैं। अब मैं 
कस्यपजीकी स्नियॉसे उत्पन्न पुत्र-पौत्रोंका वर्णन करूँगा । 
अदिति, दिति, दनु, अरिष्टा, सुरसा, सुरभि, विनता, 
ताम्रा, क्रोधवशा, इर, कडू, खसा और मुनि--ये 
कश्यपजीकी पलियोंके नाम हैं। इनके पुत्रॉका वर्णन 
सुनो । चाक्षुष मन्वन्तरमें जो तुषित नामसे प्रसिद्ध देवता 
थे, वे ही वैवस्वत मन्वन्तरमें बारह आदित्य हुए। उनके 
नाम हैं-इन्द्र, घाता, भग, त्वष्टा, मित्र, वरुण, अर्यमा, 
विवस्वान्‌, पूषा, अंशुमान्‌ और विष्णु! ये 
सहल किरणोंसे सुशोभित बारह आदित्य माने गये हैं। 
इन "हा देवी अदितिने मरीचिनन्दन कश्यपके * 
अंशसे किया था। कुशाश्च नामक ऋषिसे जो पुत्र 
हुए, देव-प्रहरण कहते हैं। ये देवगण प्रत्येक 
मन्वन्तर और भ्रत्येक कल्पमें उत्पन्न एवं विलीन होते 
रहते हैं। 

भीष्म ! हमारे सुननेमें आया है कि दितिने 
कञ्यपजीसे दो पुत्र प्राप्त किये, जिनके नाम थे-- 
हिरण्यकरिपु और हिरण्याक्ष । हिरण्यकशिपुसे चार पुत्र 


१८ » अर्चयस्व हषीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ + [ संक्षिप्त पद्मपुराण 
Srerpstersrrrereeeneeeseseeeeeernmrnneeseeeearnnensesesssereeeseeesrsanssseeseeseen senna 0020200. 


उत्पन्न हुए-प्रहाद, अनुहाद, संहाद और हाद। 
प्रहादके चार पुत्र हुए--आयुष्मान, शिनि, वाष्कलि 
और चौथा विरेचन। विरोचनको बलि नामक पुत्रकी 
प्राप्ति हुईं! बलिके सौ पुत्र हुए। उनमें बाण जेठा था | 
गुणोंमें भी बह सबसे नढ़ा-चढ़ा था | बाणके एक हजार 
बिं थीं तथा वह सब प्रकारके अख चलानेकी कलामें 
भी पूण प्रवीण था । त्रिशूलधारी भगवान्‌ शङ्कर उसकी 
तपस्यासे सन्तुष्ट होकर उसके नगरमें निवास करते थे। 
बाणासुरको 'महाकाल'की पदवी तथा साक्षात्‌ 
पिनाकपाणि भगवान्‌ शिवकी समानता प्राप्ठ हुई--वह 
महादेवजीका सहचर हुआ। हिरण्याक्षे उलूक, 
शकुनि, भूतसन्तापन और महाभीम--ये चार पुत्र थे। 
इनसे सत्ताईस करोड़ पुत्र-पौत्रोंका विस्तार हुआ । वे सभी 
महाबली, अनेक रूपधारी तथा अत्यन्त तेजस्वी थे। 
दनुने कश्यपजीसे सौ पुत्र प्राप्त किये। वे सभी वरदान 
पाकर उन्मत्त थे। उनमें सबसे ज्येष्ठ और अधिक 
बलवान्‌ विप्रचित्ति था । दनुके शेष पुत्रॉके नाम स्वर्भानु 
और वृषपर्वा आदि थे । स्वर्भानुसे सुप्रभा और पुलोमा 
नामक दानबसे शची नामकी कन्या हुई। मयके तीन 
कन्या. हुई--उपदाननी, मन्दोदरी और कुहू । वृषपर्वाके 
दो कन्याएँ थीं--सुन्दरी शर्मिष्ठा और चन्द्रा । वैश्वानरके 
भी दो पुत्रियाँ थी--पुलोमा और कालका । ये दोनों ही 
बड़ी शक्तिशालिनी तथा अधिक सन्तानोंकी जननी हुई । 
इन दोनोंसे साठ हजार दानवॉकी उत्पत्ति हुई । पुलोमाके 
पुत्र पौलोम और कालकाके कालखञ्ज (या कालकेय) 
कहलाये। त्रह्माजीसे वरदान पाकर ये मनुष्योके लिये 
अवध्य हो गये थे और हिरण्यपुरमें निवास करते थे; 
फिर भी ये अर्जुनके हाथसे मारे गये !* 
बिप्रचित्तिने सिंहिकाके गर्भसे एक भयङ्कर पुत्रको 
जन्म दिया, जो सैहिकेय (राहु) के नामसे प्रसिद्ध था। 
हिरण्यकदिपुकी बहिन सिंहिकाके कुल तेरह पुत्र थे, 
जिनके नाम ये है--कंस, शङ्क, नल, बातापि, इल्वल, 
नमुचि, खसूम, अञ्जन, नरक, कालनाभ, परमाणु, 


कल्पवीर्य तथा दनुवंशविवर्धन | संहाद दैत्यके वंशमें 
निवातकवचोका जन्म हुआ । वे गन्धर्व, नाग, राक्षस एवं 
सम्पूर्ण प्राणियोंके लिये अवध्य थे। परन्तु वीरवर 
अर्जुनने संग्राम-भूमिमें उन्हें भी बलपूर्वक मार डाला । 
ताम्राने कश्यपजीके वीर्यसे छः कन्याओको जन्भ दिया, 
जिनके नाम हैं--शुकी, इयेनी, भासी, सुगृधी, गृध्रिका 
और शुचि । झुकीने शुक और उल्लू नामवाले पक्षियोंको 
उत्पन्न किया । इयेनीने इयेनों (बाजों) को तथा भासीने 
कुरर नामक पक्षियोंको जन्म दिया। गृध्रीसे गृध्र और 
सुगृधीसे कबूतर उत्पन्न हुए तथा झुचिने हंस, सारस, 
कारण्ड एवं छुव नामके पक्षियोंको जन्म दिया । यह 
ताम्राके वंशका वर्णन हुआ। अन विनताकी सन्तानका 
वर्णन सुनो । पक्षियोमं श्रेष्ठ गरुड "और अरुण बिनताके 
पुत्र हैं तथा उनके एक सौदामनी नामकी कन्या भी है, 
जो यह आकाशमें चमकती दिखायी देती है । अरुणके 
दो पुत्र हुए--सम्पाति और जटामु । सम्पातिके पुत्रॉका 
नाम नशु और झीध्ग हैं। इनमें शीप्रग विख्यात हैं। 
जटायुके भी दो पुत्र हुए-_कर्णिकार और शतगामी । वे 
दोनों ही प्रसिद्ध थे। इन पक्षियोंके असंख्य पुत्र- 
पौत्र हुए । 

सुरसाके गर्भसे एक हजार सर्पोकी उत्पत्ति हुई तथा 
उत्तम ब्रतका पालन करनेवाली कद्ूने हजार मस्तकवारे 
एक सहस्त्र नागोंको पुत्रके रूपमें प्राप्त किया। उनमें 
छन्नीस नाग प्रधान एवं विख्यात हैं--शेष, चासुकि, 
'ककोंटक, शङ्घ, ऐणवत, कम्बल, घनञ्जय, महानील, 
पद्य, अश्वतर, तक्षक, एलापत्र, महापद्म, धृतराष्ट्र, 
बलाहक, शङ्खपाल, महाशङ्ख, पुष्पदन्त, सुभावन, 
शङ्खरोमा, नहुष, रमण, पाणिनि, कपिल, दुर्मुख तथा 
पतञ्जलिमुख। इन सबके पुत्र-पौत्रॉकी संख्याका अन्त 
नहीं है। इनमेंसे अधिकांश नाग पूर्वकालमें राजा 
जनमेजयके यज्ञ-मण्डपमे जला दिये गये । क्रोधवशाने 
अपने ही नामके क्रोधवशसंज्ञक राक्षससमूहको उत्पन्न 
किया। उनकी बड़ी-बड़ी दाढें थीं । उनमेंसे दस लाख 


% यहाँ तथा आगेके प्रसङ्गोमिँ भी पुलस्त्यजी भविष्यकी आत भूतकारूकी भाँति कह रहे हैं--यही समझना चाहिये । 


सृष्टिखण्ड ] 


+ मरुद्रणोंकी उत्पत्ति तथा खौदह मन्वन्तरोंका वर्णन » 


टॉड ०५००७५७७७७ ३७ ७७७ 2७ »५४०५०४५४०७ ३४ ४ * # ४७ ४:७# 5 * ४ ४/४ ४ ४ ४ 6 ०४४ ४:४५:४४४४ eee 4448.80 # 8४ # 0% &83:58:5४:55:ल्‍ 3. 


९९ 


क्रोधवश भोमसेनके हाथसे मारे गये। सुरभिने 
कर्यपजीके अंशसे रुद्रगण, गाय, भैंस तथा सुन्दरी 
र्त्रियोंको जन्म दिया । मुनिसे मुनियोंका समुदाय तथा 
अप्सराएँ प्रकट हुई । अरिष्टाने बहुत-से किन्नरों और 
गन्धर्वोको जन्म दिया। इरासे तृण, वृक्ष, लताएँ, और 
झाड़ियाँ--इन सबकी उत्पत्ति हुई। खसाने करोड़ों 


Lens 
राक्षसो और यक्षोको जन्म दिया। भीष्म | ये सैकड़ों 
और हजारों कोटियाँ कस्‍्यपजीकी सन्तानोंकी हैं। यह 
स्वारोचिष मन्वन्तरकी सृष्टि बतायी गयी है। सबसे 
पीछे दितिने कझ्यपजीसे उनचास मरुदगणोंको उत्पन्न 
किया, जो सब-के-सब धर्मके ज्ञाता और देवताओकि 
प्रिय हैं। 


आ ज नच 


मरुदणोंकी उत्पत्ति, भिन्न-भिन्न समुदायके राजाओं तथा चौदह मन्वन्तरोंका वर्णन 


भीष्मजीने पूछा--ब्रह्मन्‌ ! दितिके पुत्र 
मरुद्रणॉकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई ? वे देवताओंके प्रिय 
कैसे हो गये ? देवता तो दैत्योकि शत्रु हैं, फिर उनके 
साथ मरुद्रणोंकी मैत्री क्यॉकर सम्भव हुई ? 
भुलस्त्यजीने कहा--भीष्म ! पहले देवासुर- 
संग्राममें भगवान्‌ श्रीविष्णु और देवताओंके द्वार अपने 
पुत्र-पौत्रेकि मारे जानेपर दितिको बड़ा शोक हुआ। वे 
आर्त्त होकर परम उत्तम भूलोकमें आयी और सरस्वतीके 
'तटपर पुष्कर नामके शुभ एवं महान्‌ तीर्थमें रहकर 
सूर्यदेवकी आराधना करने लगीं। उन्होंने बड़ी उग्र 
तपस्या की । दैत्य-माता दिति ऋषियोके नियमोंका पालन 
करतीं और फल खाकर रहती थीं। ने कृच्छ-चान्द्रायण 
आदि कठोर न्रतोके पालनद्वारा तपस्या करने लगी । जरा 
और शोकसे व्याकुल होकर उन्होंने सौ वर्षोसे कुछ 
अधिक कालतक तप किया । उसके बाद वसिष्ठ आदि 
महर्षियॉसे पूछा--'मुनिवरो ) क्या कोई ऐसा भी व्रत है, 
जो मेरे पुत्रशोकको नष्ट करनेवाला तथा इहलोक और 
चरलोकमें भी सौभाग्यरूप फल प्रदान करनेवाला हो? 
यदि हो तो, बताइये।' वसिष्ठ आदि महर्षियोने ज्येष्ठकी 
पूर्णिमाका त्रत बताया तथा दितिने भी उस ब्रतका 
साङ्गोपाङ्ग वर्णन सुनकर उसका यथावत्‌ अनुष्ठान 
किया । उस ब्रतके माहात्प्यसे प्रभावित होकर कझ्यपजी 
बड़ी प्रसन्नताके साथ दितिके आश्रमपर आये । दितिका 
शरीर तपस्यासे कठोर हो गया था! किन्तु कश्यपजीने 
उन्हें पुनः रूप और लावण्यसे युक्त कर दिया और उनसे 
वर माँगनेका अनुरोध किया । तब दितिने घर मांगते हुए 
कहा--'भगवन्‌ ! मैं इन्द्रका वध करनेके लिये एक ऐसे 


पुत्रकी याचना करती हूँ, जो समृद्धशाली, अत्यन्त 
तेजस्वी तथा समस्त देवताओका संहार करनेवाला हो ।' 

कदयपने कहा--'शुभे ! मैं तुम्हें इन्द्रका घातक 
एवं बलिष्ठ पुत्र प्रदान करूँगा।' तत्पश्चात्‌ कश्यपने 
दितिके उदरमें गर्भ स्थापित किया और कहा--'देवि ! 
तुम्हें सौ वर्षोतक इसी तपोवनमें रहकर इस गर्भकी 
रक्षाके लिये यल करना चाहिये। गर्भिणीको सन्ध्याके 
समय भोजन नहीं करना चाहिये तथा वृक्षकी जड़के 
पास न तो कभी जाना चाहिये और न ठहरना ही 
चाहिये। वह जलके भीतर न घुसे, सूने घरमें न प्रवेश 
करे। बाँबीपर खड़ी न हो। कभी मनमें उद्वेग न लाये। 
सूने घरमें बैठकर नख अथवा राखसे भूमिपर रेखा न 
खींचे, न तो सदा अलसाकर पड़ी रहे और न अधिक 
परिश्रम ही करे, भूसी, कोयले, राख, हड्डी और खपड़ेपर 
न बैठे । लोगोंसे कलह करना छोड़ दे, अगड़ाई न ले, 
बाल खोलकर खड़ी न हो और कभी भी अपवित्र न 
रहे। उत्तरकी ओर अथवा नीचे सिर करके कभी न 
सोये। नंगी होकर, उद्देगमें पड़कर और बिना पैर धोये 
भी शयन करना मना है। अमङ्गलयुक्त वचन मुँहसे न 
निकाले, अधिक हँसी-मजाक भी न करे। गुरुजनोंके 
साथ सदा आदरका बर्ताव करे, माङ्गलिक कार्योमि लगी 
रहे, सर्वीषधियोंसे युक्त जलके द्वारा स्नान करे । अपनी 
रक्षाका प्रबन्ध रखे । गुरुजनोंकी सेवा करे और बाणीसे 
सबका सत्कार करती रहे। स्वामीके प्रिय और हितमें 
तत्पर रहकर सदा प्रसन्नमुखी बनी रहे। किसी भी 
अवस्थामें कभी पतिकी निन्दा न करे।' 

यह कहकर कश्यपजी सब प्राणियोंके देखते-देखते 


२० 


= अर्चचस्व इवीकेरं यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पढापुराण 


प डक ५ :036:3# 2:33 20४93: ४5950 83% ४8७:+४:५$3% 88 3४७» ४5७85 ५8:55 4:53 टैफ//:# ४४७ 8:*+ /:55:7*#2:2# ४४४: . 


वहाँसे अन्तर्धान हो गये । तदनन्तर, पतिकी बातें सुनकर 
दिति विधिपूर्वक उनका पालन करने लगीं। इससे 
" इन्द्रको बड़ा भय हुआ। वे देवलोक छोड़कर दितिके 
पास आये और उनकी सेवाकी इच्छासे वहाँ रहने लगे। 
इन्द्रका भाव विपरीत था, वे दितिका छिद्र ढूँढ़ रहे थे 
बाहरसे तो उनका मुख प्रसन्न था, किन्तु भीतरसे वे 
भयके मारे विकल थे ! बे ऊपरसे ऐसा भाव जताते थे, 
मानो दितिके कार्य और अभिप्रायको जानते ही न हों। 
परन्तु वास्तवमें अपना काम बनाना चाहते थे । तदनन्तर, 
जब सौ वर्षकी समाप्तिमें तीन ही दिन बाकी रह गये, तन 
दितिको बड़ी प्रसन्नता! हुई। वे अपनेको कृतार्थ मानने 
लगीं तथा उनका हृदय विस्मयविमुग्ध रहने लगा । उस 
दिन वे पैर घोना भूल गयीं और बाल खोले हुए ही सो 
गयीं। इतना ही नही, निद्राके भारसे दबी होनेके कारण 
दिनमें उनका सिर कभी नीचेकी ओर हो गया। यह 
अवसर पाकर शाचीपति इन्द्र दितिके गर्भमें प्रवेश कर 
गये और अपने खज्के द्वारा उन्होंने उस गर्भस्थ बालकके 
सात डुकड़े कर डाले । तब वे सातो टुकड़े सूर्यके समान 
तेजस्वी सात कुमारोंके रूपमें परिणत हो गये और रोने 
लगे] उस समय दानवशतु इन्द्रने उन्हें रोनेसे मना किया 
तथा पुनः उनमेंसे एक-एकके सात-सात टुकड़े कर 
दिये। इस प्रकार उनचास कुमारोंके रूपमे होकर वे 
जोर-जोरसे रोने रगे। तब इन्द्रने'मा रुदष्वम' (मत 
रेओ) ऐसा कहकर उन्हें बारम्बार रोनेसे रोका और 
मन-ही-मन सोचा कि ये बालक धर्म और ब्रह्माजीके 
अभावसे पुनः जीवित हो गये हैं। इस पुण्यके योगसे ही 
इन्हें जीबन मिला है, ऐसा जानकर वे इस निश्चयपर 
पहुँचे कि “यह पौर्णमासी ब्रतका फल है । निश्चय ही इस 
अतका अथवा ब्रह्माजीकी पूजाका यह परिणाम है कि 
खञ्रसे मारे जानेपर भी इनका बिनाश नहीं हुआ। ये 
एकसे अनेक हो गये, फिर भी उदरकी रक्षा हो रही है। 
इसमें सन्देह नहीं कि ये अवध्य हैं, इसलिये ये देवता 
हो जायें। जब ये रो रहे थे, उस सभय मैंने इन गर्भके 
बालकॉको "मा रूदः' कहकर चुप कराया है, इसलिये ये 
“मरुत्‌' नामसे प्रसिद्ध होकर कल्याणके भागी बनें।' 


ऐसा विचार कर इन्द्रने दितिसे कहा--'माँ ! मेरा 
अपराध क्षमा करो, मैने अर्थशाखका सहारा लेकर यह 
दुष्कर्म किया है ।' इस प्रकार बारम्बार कहकर उन्होंने 
दितिको प्रसन्न किया और मरुद्रणॉको देवताओकि समान 
बना दिया। तत्पश्चात्‌ देवराजने पुत्रॉसहित दितिको 
विमानपर बिठाया और उनको साथ लेकर ये स्वर्गको 
चले गये। मुद्रण यज्ञ-भागके अधिकारी हुए; उन्होने 
असुरोंसे मेल नहीं किया, इसलिये वे देवताओके 
प्रिय हुए। 

भीष्मजीने कहा--ब्रह्मन्‌! आपने आदिसर्ग 
और अतिसर्गका विस्तारके साथ वर्णन किया। अन 
जिनके जो स्वामी हों, उनका वर्णन कीजिये । 

पुलस्त्यजी बोले--राजन्‌ ! जब पृथु इस पृथ्वीके 
सम्पूर्ण राज्यपर अभिषिक्त होकर सबके राजा हुए, उस 
समय ब्रह्माजीने चन्द्रमाको अन्न, ब्राह्मण, त्रत और 
तपस्याका अधिपति बनाया । हिरण्यगर्भको नक्षत्र, तारे, 
पक्षी, वृक्ष, झाडी और लता आदिका स्वामी बनाया । 
चरुणको जलका, कुबेरको धनका, विष्णुको आदित्योका 
और अप्रिको वसुओंका अधिपति बनाया। दक्षको 
अजापतियोंका, इन्द्रको देवताओंका, प्रहादको दैत्यों और 
दानवॉका, यमराजको पितरोंका, शूलपाणि भगवान्‌ 
शङ्कसको पिशाच, राक्षस, पशु, भूत, यक्ष और 
बेतालराजोंका, हिमालयको पर्वतोका, समुद्रको 
नदियोंका, चित्ररथको गन्धर्व, विद्याधर और किन्नरोंका, 
भयङ्कर पराक्रमी वासुकिको नागोंका, तक्षकको सपोँका, 
गजराज ऐणवतको दिग्गजॉका, गरुड़को पर्कियोंका, 
उच्चैःश्रवाको घोड़ोंका, सिंहको मृगोंका, साँझको गौओका 
तथा प्लक्ष (पाकड़) को सम्पूर्ण बनस्पतियोंका अधीश्वर 
बनाया। इस प्रकार पूर्वकालमें ग्रह्माजीने इन सभी 
अधिपतियोंको भिन्न-भिन्न खर्गके राजपदपर अभिषिक्त 
किया था। 

कौरवनन्दन ! पहले स्वायम्भुव मन्वन्तरमें याम्य 
नामसे असिद्ध देवता थे। मरीचि आदि मुनि ही सपर्षि 
माने जाते थे। आग्नीध्र, अभिबाहु, विभु, सवन, 
ज्योतिष्मान्‌, झुतिमान्‌, हव्य, मेघा, मेधातिथि और 


सृष्टिखण्ड ] 


* मरूडूणोंकी उत्पत्ति तथा खौदह मन्वन्तरोंका वर्णन « 


२९ 


'बसु--ये दस स्वायम्भुव मनुके पुत्र हुए, जिन्होंने अपने 
बंदाका विस्तार किया । ये प्रतिसर्गकी सृष्टि करके परम- 
पदको प्राप्त हुए । यह स्वायम्भुव मन्बन्तरका वर्णन हुआ | 
इसके बाद स्वारोचिष मन्वन्तर आया । स्वारोचिष मनुके 
चार पुत्र हुए, जो देवताओके समान तेजस्वी थे। उनके 
नाम हैं-नभ, नभस्य, सृति और भायन। इनमेंसे 
भावन अपनी कीर्तिका विस्तार करनेवाला था । दत्तात्रेय, 
आत्रि, च्यवन, स्तम्ब, प्राण, कश्यप तथा बृहस्पति- ये 
सातं सप्तर्षि हुए। उस समय तुषित नामके देवता थे। 
हवीन्द्र, सुकृत, मूर्ति, आप और ज्योतीरथ--ये वसिष्ठके 
पाँच पुत्र ही स्वारोचिष मन्वन्तरमें प्रजापति थे। यह 
द्वितीय मन्वन्तरका वर्णन हुआ। इसके बाद औत्तम 
भन्यन्तरका वर्णन करूँगा। तीसरे मनुका नाम था 
औत्तमि। उन्होंने दस पुत्र उत्पन्न किये, जिनके नाम 
है--ईष, ऊर्ज, तनूज, शुचि, शुक्र, मधु, माधव, नभस्य, 
नभ तथा सह । इनमें सह सबसे छोटा था । ये सब-के- 
सन उदार और यशस्वी थे। उस समय भानुसंज्ञक देवता 
और ऊर्ज नामके सप्तर्षि थे। कौकिभिण्डि, कुतुण्ड, 
दाल्भ्य, शङ्क, प्रवाहित, मित और सम्मित--ये सात 
योगवर्धन ऋषि थे। चौथा मन्वन्तर तामसके नामसे 
असिद्ध है । उसमें कवि, पृथु, अभ्रि, अकपि, कपि, जन्य 
तथा घामा--ये सात मुनि ही सप्तर्षि थे। साध्यगण 
देवता थे। अकल्मष, तपोधन्वा, तपोमूल, तपोघन, 
'तपोराशि, तपस्य, सुतपस्य, परन्तप, तपोभागी और 
तपोयोगी--ये दस तामस मनुके पुत्र थे । जो घर्म और 
सदाचारमें तत्पर तथा अपने वेशका विस्तार करनेवाले 
थे। अब पाँचवें रैवत मन्वन्तरका वृत्तान्त श्रवण करो। 
देवबाहु, सुबाहु, पर्जन्य, सोमप, मुनि, हिरण्यरोमा और 
सप्ताध--ये सात रैवत मन्वन्तरके सप्तर्षि माने गये हैं। 
भूतरजा तथा प्रकृति नामवारे देखता थे तथा बरुण, 
तत्त्वदःशी, चितिमान्‌, हव्यप, कवि, मुक्त, निरुत्सुक, सत्त्व, 
विमोह और प्रकाशक---ये दस रैवत मनुके पुत्र हुए, जो 


घर्म, पराक्रम और बरूसे सम्पन्न थे । इसके बाद चाक्षुष 
मन्वन्तरमें भृगु, सुघामा, विरज, विष्णु, नारद, विवस्वान्‌ 
और अभिमानी--ये सात सप्तर्षि हुए। ठस समय लेख 
नामसे असिद्ध देवता थे। इनके सिवा ऋभु, पृथग्भूत, 
चारिमूल और दिवौका नामके देवता भी थे। इस प्रकार 
चाक्षुष मन्यन्तरमें देवताओंकी पाँच योनियाँ थीं । चाक्षुष 
मनुके दस पुत्र हुए, जो रुरु आदि नामसे प्रसिद्ध थे। 

अब सातवें मन्वन्तरका वर्णन करूंगा, जिसे 
वैवस्वत मम्वन्तर कहते हैं। इस समय [वैवस्वत 
मन्वन्तर ही चल रहा है, इसमें] अन्रि, वसिष्ठ, कश्यप, 
गौतम, योगी भरद्वाज, विश्वामित्र और जमद्म्रि-ये 
सात ऋषि ही सपर्षि हैं। ये घर्मकी व्यवस्था करके 
परमपदको प्राप्त होते हैं। अब भविष्यमें होनेवाले 
सावर्ण्य भन्वन्तरका वर्णन किया जाता है। उस समय 
अश्वत्थामा, ऋष्यशृङ्ग, कौशिक्य, गारव, शतानन्द, 
काइयप तथा परशुराम-ये सप्तर्षि होगे। घृति, 
वरीयान्‌, यनसु, सुवर्ण, धृष्टि, चरिष्णु, आद्य, सुमति, 
बसु तथा पराक्रमी शुक्र- ये भविष्यमें होनेवाले सावर्णि 
मनुके पुत्र बतलाये गये हैं । इसके सिवा रौच्य आदि 
दूसरे-दूसरे मनुके भी नाम आते हैं। प्रजापति रुचिके 
पुत्रका नाम रौच्य होगा। इसी अकार भूतिके पुत्र भौत्य 
नामके मनु कहलायेंगे। तदनन्तर मेरुसावर्णि नामक 
मनुका अधिकार होगा। वे ब्रह्माके पुत्र माने गये हैं! 
मेरु-सावर्णिके बाद क्रमशः ऋभु, वीतधामा और 
विष्वक्सेन नामक मनु हॉगे । राजन्‌ ! इस प्रकार मैने तुम्हें 
भूत और भविष्य मनुओंका परिचय दिया है। इन चौदह 
मनुओऑका अधिकार कुल मिलाकर एक हजार चतुर्युग- 
तक रहता है। अपने-अपने मन्बन्तरमें इस सम्पूर्ण 
चराचर जगतको उत्पन्न करके कल्पका संहार होनेपर ये 
अह्याजीके साथ मुक्त हो जाते हैं। ये मनु प्रति एक सहस्र 
अतुर्युगीके बाद नष्ट होते रहते हैं तथा ब्रह्मा आदि 
विष्णुका सायुज्य प्राप्त करते हैं। 


ति वन 


२२ 


* अर्चयस्व वीके यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


Ahsheasntrtrkrheesrhrheeeeestnnreeeeeesenrhrsrnnhnhhhnneeeen nes s6+s0+24++4%+%bnek ४9४29 लकात 


[ संक्षिप्त परापुराचा 


पृथुके चरित्र तथा सूर्यबंशका वर्णन 


भीष्मजीने पूछा--ब्रह्मन्‌! सुना जाता है, 
पूर्वकालमें बहुत-से राजा इस पृथ्वीका उपभोग कर चुके 
हैं। पृथ्वीके सम्बन्धसे ही राजाओंको पार्थिव या 
पृथ्वीपति कहते हैं । परन्तु इस भूमिकी जो 'पृथ्वी' संज्ञा 
है, वह किसके सम्बन्धसे हुई है? भूमिको यह 
पारिभाषिक संज्ञा किसलिये दी गयी अथवा उसका 'गौ' 
जाम भी क्यों पड़ा, यह मुझे बताइये । 

पुलस्त्यजीने कहा-_स्वायम्भुव मनुके वंशमें एक 
अङ्ग नामके प्रजापति थे! उन्होंने मृत्युकी कन्या 
सुनीथाके साथ विवाह किया था। सुनीथाका मुख बड़ा 
कुरूप था। उससे वेन नामक पुत्र हुआ, जो सदा 
अधर्ममें ही लगा रहता था । वह लोगोंकी बुराई करता 
और परायी खियोंको हडप लेता था। एक दिन 
महर्षियोने उसकी भलाई और जगत्के उपकारके लिये 
उसे बहुत कुछ समझाया-बुझाया; परन्तु उसका 
अन्तःकरण अशुद्ध होनेके कारण उसने उनकी बात नहीं 
मानी, प्रजाको अभयदान नहीं दिया । तब ऋषियोंने शाप 
देकर उसे मार डाला । फिर अराजकताके भयसे पीड़ित 
होकर पापरहित ब्राह्मणोने चेनके शरीरका बलपूर्वक 
मन्थन किया। मन्थन करनेपर उसके झरीरसे पहले 
म्लेच्छ जातियाँ उत्पन्न हुई, जिनका रङ्ग काले अञ्जनके 
समान था। तत्पश्चात्‌ उसके दाहिने हाथसे एक दिव्य 
तेजोमय झारीरधारी धर्मात्मा पुरुषका प्रादुर्भाव हुआ; जो 
चनुष , बाण और गदा घारण किये हुए थे तथा रल्रमय 
कवच एवे आङ्गदादि आभूषणोंसे विभूषित थे ! वे पृथुके 
नामसे प्रसिद्ध हुए। उनके रूपमें साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णु 
ही अवतीर्ण हुए थे। आह्मणेनि उन्हें रज्यपर अभिषिक्त 
किया। रजा होनेपर उन्होंने देखा कि इस भूतलसे घर्म 
उठ गया है। न कहीं स्वाध्याय होता है, न यषट्कार 
(यज्ञादि) । तब ये क्रोध करके अपने नाणसे पृथ्वीको 
विदीर्ण कर डालनेके लिये उद्यत हो गये । यह देख पृथ्वी 
गौका रूप धारण करके भाग खड़ी हुई । उसे भागते देख 
पृथुने भी उसका पीछा किया। तब यह एक स्थानपर 
खड़ी होकर योली- “राजन्‌ ! मेरे लिये क्या आज्ञा होती 


है ?' पृथुने कहा--“सुनते ! सम्पूर्ण चराचर जगतके 
लिये जो अभीष्ट वस्तु है, उसे शीघ्र प्रस्तुत करो ।' 
पृथ्वीने 'नहुत अच्छा' कहकर स्वीकृति दे दी। तब 
राजाने स्वायम्भुव मनुको नछड़ा बनाकर अपने हाथमें 
पृथ्वीका दूध दुहा । वही दूध अन्न हुआ, जिससे सारी 
अजा जीवन धारण करती है। तत्पश्चात्‌ ऋषियोने भी 
भूमिरूपिणी गौका दोहन किया। उस समय चन्द्रमा ही 
बछड़ा अने थे। दुहनेवाले थे वनस्पति, दुग्धका पात्र था 
वेद और तपस्या ही दूध थी। फिर देवताओंने भी 
बसुघाको दुहा । उस समय मित्र देवता दोग्धा हुए, इन्द्र 
बछड़ा बने तथा ओज और बल ही दूधके रूपमें प्रकट 
हुआ। देवताओका दोहनपात्र सुवर्णका था और 
पितरोंका चाँदीका । पितरोंकी ओरसे अन्तकने दुहनेका 
काम किया, यमराज बछडा बने और स्वधा ही दूधके 
रूपमें प्राप्त हुई। नागेनि तूँबीको पात्र बनाया और 
तक्षकको नछड़ा। धृतराष्ट्र नामक नागने दोग्धा बनकर 
विषरूपी दुग्धका दोहन किया । असुरेनि लोहेके बर्तनमे 
इस पृथ्वीसे मायारूप दूध दुहा । उस समय प्रहादकुमार 
विरोचन बछड़ा बने थे और त्रिमूर्धने दुहनेका काम 
किया था। यक्ष अन्तर्धान होनेकी विद्या प्रास करना 
चाहते थे; इसलिये उन्होने कुबेरको बछड़ा बनाकर कचे 
बर्तनमें उस अन्तर्धान-विद्याको ही वसुघासे दुग्धके 
रूपमे दुहा । गन्धर्वो और अप्सराओने चित्ररथको बछड़ा 
बनाकर कमलके पत्तेमें पृथ्वीसे सुगन्धोंका दोहन किया । 
उनकी ओरसे अथर्ववेदके पारगामी विद्वान्‌ सुरुचिने दूध 
दुहनेका कार्य किया था। इस प्रकार दूसरे लोगोंने भी 
अपनी-अपनी रुचिके अनुसार पृथ्वीसे आयु, धन और 
सुखका दोहन किया। पृथुके शासन-कालमें कोई भी 
मनुष्य न दरिद्र था न रोगी, न निर्धन था न पापी तथा 
न कोई उपद्रव था न पीडा । सब सदा प्रसन्न रहते थे। 
किसीको दुःख या शोक नहीं था। महाबली पृथुने 
'लोगेकि हितकी इच्छासे अपने घनुषकी नोकसे बड़े-बड़े 
पर्वतोंको उखाड़कर हटा दिया और पृथ्वीको समतल 
बनाया। पृथुके राज्यमें गाँव बसाने या किले बनवानेकी 


सृष्टिखण्ड ] 


आवश्यकता नहीं थी। किसीको शस्त्र-धारण करनेका 
भी कोई प्रयोजन नहीं था। मनुष्योंको विनाश एवं 
चैषम्यका दुःख नहीं देखना पड़ता था। अर्थशास्त्रमें 
किसीका आदर नहीं था। सब लोग धर्ममें ही संलग्न 
रहते थे। इस प्रकार मैंने तुमसे पृथ्वीके दोहन-पात्रोंका 
वर्णन किया तथा जैसा-जैसा दूध दुहा गया था, वह भी 
बता दिया। राजा पृथु बड़े विश थे; जिनकी जैसी रुचि 
थी, उसीके अनुसार उन्होंने सबको दूध प्रदान किया। 
यह प्रसङ्ग यज्ञ और श्राद्ध सभी अवसरोंपर सुनानेके 
योग्य हैं; इसे मैंने तुम्हें सुना दिया। यह भूमि धर्मात्मा 
पृथुकी कन्या मानी गयी; इसीसे विद्वान्‌ पुरुष 'पृथ्वी' 
कहकर इसकी स्तुति करते हैं। 
भीष्मजीने कहा---ब्रह्मनू! आप तत्त्वके ज्ञाता 
हैं; अब क्रमदाः सूर्यवेश और चन्द्रवेशका पूरा-पूरा एवं 
यथार्थ वर्णन कीजिये। 
पुरूस्यजीने कहा- राजन्‌! पूर्वकालमें 
कझ्यपजीसे अदितिके गर्भसे विवस्वान्‌ नामक पुत्र हुए 
विवस्वानके तीन स्त्रियाँ थीं--संज्ञा, राज्ञी और प्रभा। 
राशीने रैवत नामक पुत्र उत्पन्न किया । प्रभासे प्रभातकी 
उत्पत्ति हुई । संज्ञा विश्वकर्माकी पुत्री थी । उसने वैवस्वत 
मनुको जन्म दिया । कुछ काल पश्चात्‌ संज्ञाके गर्भसे यम 
और यमुना नामक दो जुड़वी सन्तानें पैदा हुईँ । तदनन्तर 
खह विवस्वान्‌ (सूर्य) के तेजोमय स्वरूपको न सह 
सकी, अतः उसने अपने शरीरसे अपने ही समान 
रूपयाली एक नारीको प्रकट किया । उसका नाम छाया 
हुआ । छाया सामने खड़ी होकर बोली--'देवि ! मेरे 
लिये क्या आशा है ?' संज्ञाने कहा- “छाया ! तुम मेरे 
पीकी सेवा करो, साथ ही मेरे बच्चोंका भी माताकी 
स्नेहपूर्वक पालन करना ।' “तथास्तु' कहकर छाया 
गन्‌ सूर्यके पास गयी । वह उनसे अपनी कामना पूर्ण 
चाहती थी। सूर्यने भी यह समझकर कि यह उत्तम 
* पालन करनेवाली संज्ञा ही है, बड़े आदरके साथ 
भे कामना की । छायाने सूर्यसे सावर्ण मनुको उत्पन्न 
>या । उनका वर्ण भी वैवस्वत मनुके समान होनेके 


» पृथुके चरित्र तथा सूर्यवंशका वर्णन + 


२३ 


भगवान्‌ भास्करने छायाके गर्भसे क्रमशः शमैश्चर 
नामक पुत्र तथा तपती और विष्टि नामकी कन्याको 
जम्म दिया। 

एक समय महायशस्वी यमराज वैराग्यके कारण 
पुष्कर तीर्थमें गये और वहाँ फल, फेन एवं वायुका 
आहार करते हुए कठोर तपस्या करने लगे । उन्होंने सौ 
'वर्षांतक तपस्याके द्वारा ज्रह्माजीकी आराधना की । उनके 
तपके प्रभावसे देवेश्वर ब्रह्माजी सन्तुष्ट हो गये; तन 
'यमराजने उनसे लोकपालका पद, अक्षय पितृत्त्रेकका 
राज्य तथा धर्माघर्ममय जगत्की देख-रेखका अधिकार 
माँगा । इस प्रकार उन्हें ब्रह्माजीसे लोकपाल-पदवी प्राप्त 
हुई । साथ ही उन्हें पितृलोकका राज्य और घर्माघर्मके 
निर्णयका अधिकार भी मिल गया । 

छायाके पुत्र शनैश्वर भी तपके प्रभावसे प्रहोंकी 
समानताको प्राप्त हुए। यमुना और तपती--ये दोनों 
सूर्य-कन्याएँ नदी हो गयी । विष्टिका स्वरूप बड़ा भयंकर 
था; वह कालरूपसे स्थित हुई। वैवस्वत मनुके दस 
महाबली पुत्र हुए, उन सबमें 'इल' ज्येष्ठ थे । शेष पुत्रोंके 
नाम इस प्रकार हैं--इक्ष्वाकु, कुशनाभ, अरिष्ट, धृष्ट, 
नरिष्यन्त, करूष, महाबली शर्याति, पृषघ तथा नाभाग! 
ये सभी दिव्य मनुष्य थे। राजा भनु अपने ज्येष्ठ और 
धर्मात्मा पुत्र 'इल' को राज्यपर अभिषिक्त करके स्वयं 
पुष्करके तपोबनमें तपस्या करनेके लिये चले गये। 
तदनन्तर उनकी तपस्याको सफल करनेके लिये रदाता 
ब्रह्माजी आये और नोले--'मनो ! तुम्हारा कल्याण हो, 
तुम अपनी इच्छाके अनुसार खर माँगो ।' 

अनुने कहा--स्वामिन्‌ ! आपकी कृपासे पृथ्वीके 
सम्पूर्ण राजा धर्मपरायण, ऐश्वर्यशाली तथा मेरे अधीन 
हों । “तथास्तु' कहकर देवेश्वर ब्रह्माजी वहीं अन्तर्घन हो 
'गये। तदनन्तर, मनु अपनी राजधानीमै आकर पूर्ववत्‌ 
रहने लगे । इसके बाद राजा इल अर्थसिद्धिके लिये इस 
भूमण्डलपर विचरने लगे । बे सम्पूर्ण द्वीपोमें घूम-घूमकर 
'चहाँके राजाओंको अपने बझमें करते थे। एक दिन 
प्रतापी इल रथमें बैठकर भगवान्‌ दाङ्कूरके महान्‌ 


कारण उनका नाम सावर्ण मनु पड़ गया। तत्पश्चात्‌ उपयनमें गये, जो कल्पवृक्षकी लताओंसे व्याप्त एवं 


र्ड » अर्चयस्व हषीकेरा यदीच्छसि परं एदम्‌ + [ संक्षिप्त पद्मपुराण 
3 बड320७४९५४५ ५४५४ ४$233* 3०५ ७४०२ ०३०७०७३ ७०७७ ७७७७०७०७७७ ७०७५३ ४५०४»४३४३००४७, 


'शरबण'के नामसे प्रसिद्ध था। उसमें देवाधिदेव 
चन्द्रार्थशेखर भगवान्‌ शिव पार्वतीजीके साथ क्रीडा 
करते हैं। पूर्वकालमें महादेवजीने उमाके साथ 
*दारवण'के भीतर प्रतिज्ञापूर्वक यह बात कही थी कि 
“पुरुष नामघारी जो कोई भी जीव हमारे वनर्मे आ 
जायेगा, वह इस दस योजनके घेरेमें पैर रखते ही खीरूप 
हो जायगा।' राजा इल इस प्रतिज्ञाको नहीं जानते थे, 
इसीलिये 'हारवण'में चले गये। वहाँ पहुँचनेपर वे 
सहसा रू हो गये तथा उनका घोड़ा भी उसी समय 
घोड़ी बन गया । राजाके जो-जो पुरुषोचित अङ्ग थे, वे 
सभी स्त्रीके आकारमें परिणत हो गये । इससे उन्हें बड़ा 
आश्चर्य हुआ। अब वे 'इला' नामकी स्त्री थे। 
इला उस यनमें घूमती हुई सोचने लगी, “मेरे 
माता-पिता और आता कौन हैं ?' वह इसी उधेड़-बुनमें 
पड़ी थी, इतनेमें ही चन््रमाके पुत्र बुधने उसे देखा। 
[इलाकी दृष्टि भी बुधके ऊपर पड़ी ।] सुन्दरी इलाका 
मन जुघके रूपपर मोहित हो गया; उघर बुध भी उसे 
देखकर कामपीड़ित हो गये और उसकी आिके लिये 
यल करने लगे । उस समय बुघ ब्रह्मचारीके चेवमें थे। 
वे वनके बाहर पेड़ेके झुरमुटमें छिपकर इलाको बुलाने 
'छगे--'सुन्दरी ! यह साँझका समय, विहारकी वेला है 
जो बीती जा रही है; आओ, मेरे घरको लीप-पोतकर 
फूलॉसे सजा दो !' इला बोली--'तपोधन ! मैं यह सब 
कुछ भूल गयी हूँ । बताओ, मैं कौन हँ? तुम कौन हो? 
मेरे स्वामी कौन हैं तथा मेरे कुलका परिचय क्या है?” 
बुधने कहा- “सुन्दरी ! तुम इला हो, मै तुम्हें 
चाहनेवाला बुध हूँ। मैने बहुत विद्या पढी है । तेजस्वीके 
कुलमें मेरा जन्म हुआ है। मेरे पिता ज्राह्मणोंके राजा 
चन्द्रमा हैं।' 
बुघकी यह खात सुनकर इल्श्रने उनके घरमें प्रवेश 
किया । वह सब प्रकारके भोगोंसे सम्पन्न था और अपने 
बैभवसे इन्द्रभवनको मात कर रहा था। वहाँ रहकर इला 
अहुत समयतक जुधके साथ यनमें रमण करती रही। 
उधर इलके भाई इक्ष्वाकु आदि मनुकुमार अपने राजाकी 
खोज करते हुए उस 'दारवण'के निकट आ पहुँचे । उन्होंने 


नाना प्रकारके स्तोतरॉसे पार्वती और महादेवजीका स्तवन 
किया। तन वे दोनों प्रकट होकर बोले--'राजकुमारो ! 
मेरी यह प्रतिज्ञा तो टल नहीं सकती; किन्तु इस समय 
एक उपाय हो सकता है । इक्ष्वाकु अश्वमेध यज्ञ करें और 
उसका फल हम दोनॉको अर्पण कर दें। ऐसा करनेसे 
चीरवर इल 'किम्पुरुष' हो जायँगे, इसमें तनिक भी 
सन्देहकी नात नहीं है।' 

“बहुत अच्छा, प्रभो !'यह कहकर मनुकुमार लोट 
'गये। फिर इक्ष्वाकुने अश्वमेध यज्ञ किया । इससे इला 
“किम्पुरुष' हो गयी । वे एक महीने पुरुष और एक महीने 
ख्रीके रूपमें रहने लगे। बुधके भवनमें [स््रीरूपसे] 
रहते समय इलने गर्भ धारण किया था। उस गर्भसे 
उन्होंने अनेक गुणोंसे युक्त पुत्रको जन्म दिया । उस 
पुत्रको उत्पन्न करके बुध स्वर्गलोकको चले गये। वह 
आदेश इलके नामपर 'इलावृतवर्ष' के नामसे प्रसिद्ध 
हुआ। ऐल चन्द्रमाके वंशज तथा चन्द्रवंशका निस्तार 
करनेवाले राजा हुए। इस प्रकार इला-कुमार पुरूरवा 
चन्द्रबंशकी तथा राजा इक्ष्वाकु सूर्यनंशकी वृद्धि 
करनेवाले बताये गये हैं। 'इल' किम्पुरुष-अवस्थामें 
“सुदुन्न' भी कहलाते थे। तदनन्तर सुद्युप्रसे तीन पुत्र 
और हुए, जो किंसीसे परास्त होनेवाळे नहीं थे। उनके 
नाम उत्कल, गय तथा हरिताश्च थे। हरिताश्च बड़े 
पराक्रमी थे । उत्कलकी राजधानी उत्कला (उड़ीसा) हुई 
और गयकी राजधानी गया मानी गयी है। इसी प्रकार 
हरिताश्वको कुरु प्रदेशके साथ-ही-साथ दक्षिण दिशाका 
राज्य दिया गया। सुधुप्र आपने पुत्र पुरूरवाको 
अतिष्ठानपुर (पैठन) के राज्यपर अभिषिक्त करके स्वयं 
दिव्य वर्षके फलॉका उपभोग करनेके लिये इावृतवर्षमें 
चले गये। 

[सुद्युप्रके बाद] इक्ष्वाकु ही मनुके सबसे जड़े पुत्र 
थे। उन्हें मध्यदेशका राज्य प्राप्त हुआ । इक्ष्वाकुके सौ 
पुतरोमें पंद्रह श्रेष्ठ थे । वे मेरुके उत्तरीय प्रदेशमे राजा हुए । 
उनके सिवा एक सौ चौदह पुत्र और हुए, जो मेरुके 
दक्षिणवर्ती देशेकि राजा बताये गये है । इक्ष्साकुके ज्येष्ठ 
पत्रसे ककुत्स्थ नामक पुत्र हुआ। ककुत्स्थका पुत्र 


सृष्टिखण्ड ] 


45050022५४:०*»82४+ ७४/30/0४०५ ०४ ४४85४ क ४५४3४ ४# ४४ &/#*+ & 8 *#* 8 & ४४ &४»+> ४ ४४४४ ४ ४४ ४ # मेडम कती, 


सुयोधन था। सुयोधनका पुत्र पृथु और पृथुका विश्वावसु 
हुआ। उसका पुत्र आर्द्र तथा आर्द्रका पुत्र युवनाश्व 
हुआ। युननाश्वका पुत्र महापराक्रमी 'शावस्त हुआ, 
जिसने अङ्गदेशमें शावस्ती नामकी पुरी बसायौ। 
शावस्तसे बृहदश्व और बृहदश्वसे कुवलाश्वका जन्म 
हुआ। कुवलाश्व धुन्धु नामक दैत्यका विनाश करके 
धुन्थुमारके नामसे विख्यात हुए। उनके तीन पुत्र 
हुए- दृढाश्च, दण्ड तथा कपिलाश्व । धुन्धुमारके पुत्रोमें 
प्रतापी कपिलाश्व अधिक प्रसिद्ध थे। दुढाश्वका प्रमोद 
और प्रमोदका पुत्र इर्यश्च । हर्यश्वसे निकुम्भ और 
निकुम्भसे संहताश्वका जन्म हुआ । संहताश्वके दो पुत्र 
हुए--अकृताश्व तथा रणाश्व । रणाश्वके पुत्र युवनाश्व 
और युवनाश्रके मान्धाता थे। मान्धाताके तीन पुत्र 
हुए--पुरुकुत्स, धर्मसेतु तथा मुचुकुन्द्‌। इनमें 
मुचुकुन्दकी ख्याति विशेष थी। वे इन्द्रके मित्र और 
अतापी राजा थे। पुरुकुत्सका पुत्र सम्भूत था, जिसका 
विवाह नर्मदाके साथ हुआ था । सम्भूतसे सम्भूति और 
सम्भूतिसे त्रिधन्वाका जन्म हुआ। त्रिघन्वाका पुत्र 
त्रैघारण नामसे विख्यात हुआ। उसके पुत्रका नाम 
सत्यत्रत था । उससे सत्यरथका जन्म हुआ | सत्यरथके 
पुत्र हरिश्चन्द्र थे । हरिश्रन्द्रसे रोहित हुआ । रोहितसे वृक 
और वृकसे नाहुकी उत्पत्ति हुई। बाहुके पुत्र परम 
धर्मात्मा राजा सगर हुए । सगरकी दो खियाँ थीं--प्रभा 
और भानुमती । इन दोनेनि पुत्रकी इच्छासे और्व नामक 
अग्निकी आराधना की । इससे सन्तुष्ट होकर और्वने उन 
दोनॉको इच्छानुसार बरदान देते हुए कहा--'एक रानी 
साठ हजार पुत्र पा सकती है और दूसरीको एक ही पुत्र 
मिलेगा, जो वेशकी रक्षा करनेवाला होगा [इन दो 
नरोंमेंसे जिसको जो पसंद आवे, वह उसे ले ले] !' 
अभाने बहुत-से पुत्रॉको लेना स्वीकार किया तथा 
भानुमतीको एक ही पुत्र--असमंजसकी प्राप्ति हुई! 
तदनन्तर प्रभाने, जो यदुकुलकी कन्या थी, साठ हजार 


* पृथुके चरित्र तथ्या सूर्यवंशका वर्णन » 


२५ 


पुत्रोंको उत्पन्न किया, जो अश्वकी खोजके लिये पृथ्वीको 
खोदते समय भगवान्‌ विष्णुके अवतार महात्मा कपिलके 
'कोपसे दग्ध हो गये। असमंजसका पुत्र अंशुमानके 
नामसे विख्यात हुआ । उसका पुत्र दिलीप था। दिलीपसे 
भगीरथका जन्म हुआ, जिन्होंने तपस्या करके भागीरथी 
गङ्गाको इस पृथ्वीपर उतारा था। भगीरथके पुत्रका नाम 
नाभाग हुआ । नाभागके अम्बरीष और अम्बरीषके पुत्र 

सिन्धुद्वीप हुए। सिन्धुद्रीपसे अयुतायु और अयुतायुसे 

ऋतुपर्णका जन्म हुआ। ऋतुपर्णसे कल्माषपाद और 

कल्माषपादसे सर्वकर्माकी उत्पत्ति हुई। सर्वकर्माका 

आरण्य ओर आरण्यका पुत्र निम्न हुआ । निष्के दो उत्तम 

पुत्र हुए--अनुमित्र और रघु । अनुमित्र झत्रुओंका नाश 

करनेके लिये बनमें चला गया। रघुसे दिलीप और 

दिलोपसे अज हुए। अजसे दीर्घनाहु और दीर्घबाहुसे 

प्रजापालकी उत्पत्ति हुई। प्रजापालसे दशरथका जन्म 

हुआ। उनके चार पुत्र हुए। ने सब-के-सन भगवान्‌ 
नाययणके स्वरूप थे । उनमें राम सबसे बड़े थे, जिन्होंने 

रावणको मारा और रघुबंशका विस्तार किया तथा 

भृगुवंशियोंमें श्रेष्ठ वाल्मीकिने रामायणके रूपमें जिनके 

चरित्रका चित्रण किया । रामके दो पुत्र हुए--कुश और 

लब । ये दोनों ही इक्ष्याकु-वेशका विस्तार करनेवाले थे। 

कुशसे अतिथि और अतिथिसे निषधका जन्म हुआ!” 
निषधसे नल, नलसे नभा, नभासे पुण्डरीक और 

पुण्डरीकसे क्षेमधन्वाकी उत्पत्ति हुई । क्षेमधन्वाका पुत्र 

देवानीक हुआ | वह खीर और प्रतापी था। उसका पुत्र 
अहीनगु हुआ। अहीनगुसे सहस्राश्वका जन्म हुआ । 

सहस्राश्चसे चन्द्रावलोक, चन्द्रावलोकसे तारापीड, 
तारापीडसे चन्द्रशिरि, चन्द्रगिरिसे चन्द्र तथा चन्द्रसे 
श्रुतायु हुए, जो महाभारत-युद्धमे मारे गये । नल नामके 
दो राजा प्रसिद्ध हैं--एक तो यीरसेनके पुत्र थे और 
दूसरे निषधके । इस प्रकार इक्ष्वाकुबंशके प्रधान-प्रघान 
राजाओका वर्णन किया गया । 


— + 


२६ ५ अर्थयस्व इबीकेझै यदीच्छसि परं पदम्‌ + ( संक्षिप्त पद्मपुराण 
पेशव्यांस कडकड 8.6: + 6 # # 3 ककत Nee & 4 67४ कफ के. 


पितरों तथा श्राद्धके विभिन्न अङ्गोंका वर्णन 


आष्मजीने कहा--भगवन्‌ ! अब मैं पितरोंके 
उत्तम वंशका वर्णन सुनना चाहता हूँ। 
पुलस्त्यजी खोले--राजन्‌ ! बड़े हर्षकी बात है; 
मैं तुम्हें आरम्भसे ही पितरोकि वंशका वर्णन सुनाता हूँ, 
सुनो। स्वर्गमें पितरोंके सात गण हैं। उनमें तीन तो 
मूर्तिरहित हैं और चार मूर्तिमान्‌। ये सब-के-सब 
अमिततेजस्बी हैं। इनमें जो मूर्तिरहित पितृगण हैं, वे 
वैराज प्रजापतिकी सन्तान हैं; अतः वैराज नामसे प्रसिद्ध 
हैं। देवगण उनका यजन करते हैं। अब पितरोंकी 
लोक-सृष्टिका वर्णन करता हूँ, श्रवण करो। सोमपथ 
नामसे प्रसिद्ध कुछ लोक हैं, जहाँ कश्यपके पुत्र पितृगण 
निवास करते हैं। देवतालोग सदा उनका सम्मान किया 
करते हैं। अग्नशचात्त नामसे प्रसिद्ध यज्वा पितृगण उन्हीं 
लोकॉमें निवास करते हैं। स्वर्गमें बिश्राज नामके जो 
दूसरे तेजस्वी लोक हैं, उनमें बर्हिषद्संज्ञक पितृगण 
निवास करते हैं। सहाँ मोरोंसे जुते हुए हजारों विमान हैं 
तथा संकल्पमय वृक्ष भी हैं, जो संकल्पके अनुसार फल 
प्रदान करनेवाले हैं। जो लोग इस लोकमें अपने 
पितरोंके लिये श्राद्ध करते हैं, वे उन विभ्राज नामके 
लोकोंमें जाकर समृद्धशाली भवनोंमें आनन्द भोगते हैं 
तथा सहाँ मेरे सैकड़ों पुत्र विद्यमान रहते हैं, जो तपस्या 
और योगनळसे सम्पन्न, महात्मा, महान्‌ सौभाग्यशाली 
और भक्तोंको अभयदान देनेवाले हैं। मार्तण्डमण्डल 
नामक लोकमें मरीचिगर्भ नामके पितृगण निवास करते 
हैं। जे अङ्गिरा मुनिके पुत्र हैं और लोकमें हविष्मान्‌ 
नामसे विख्यात हैं; वे राजाओंके पितर हैं और स्वर्ग तथा 
मोक्षरूप फल प्रदान करनेवाले हैं। तीर्थेमिं श्राद्ध 
करनेवाले श्रेष्ठ क्षत्रिय उन्हीकि लोकमें जाते हैं । कामदुघ 
नामसे प्रसिद्ध जो त्मक हैं, वे इच्छानुसार भोगकी प्राप्ति 
करानेबाले हैं। उनमे सुस्वध नामके पितर निवास करते 
हैं। लोकमें वे आज्यप नामसे विख्यात हैं और प्रजापति 
कर्दमके पुत्र हैं । पुलहके बड़े भाईसे उत्पन्न बैश्यगण उन 
पितरोंकी पूजा करते हैं। श्राद्ध करनेवाले पुरुष उस 
लोकमें पहुँचनेपर एक ही साथ हजारों जन्मॉके परिचित: 


माता, भाई, पिता, सास, मित्र, सम्बन्धी तथा जन्धुओंका 
दर्शन करते हैं। इस प्रकार पितरोके तीन गण बताये 
गये। अब चौथे गणका वर्णन करता हूँ। त्रहालोकके 
ऊपर सुमानस नामके लोक स्थित हैं, जहाँ सोमप नामसे 
प्रसिद्ध सनातन पितरॉका निवास है। वे सब-के-सब 
धर्ममय स्वरूप धारण करनेवाले तथा न्रह्माजीसे मी श्रेष्ठ 
हैं। घासे उनकी उत्पत्ति हुई है। चे योगी हैं; अतः 
ब्रह्मभावको प्राप्त होकर सृष्टि आदि करके सब इस समय 
मानसरोवरमें स्थित हैं। इन पितरोंकी कन्या नर्मदा 
नामकी नदी है, जो अपने जलसे समस्त आणियोंको 
पवित्र करती हुई पश्चिम समुद्रमें जा मिलती है। उन 
सोमप नामवारे पितरोंसे ही सम्पूर्ण प्रजासृष्टिका विस्तार 
हुआ है, ऐसा जानकर मनुष्य सदा धर्मभावसे उनका 
श्राद्ध करते हैं। उन्हीके प्रसादसे योगका विस्तार 
होता है। 

आदि सृष्टिके समय इस प्रकार पितरोंका श्राद्ध 
प्रचलित हुआ। श्राद्धमें उन सबके लिये चाँदीके पात्र 
अथवा चाँदीसे युक्त पात्रका उपयोग होना चाहिये। 
*स्वघा' झान्दके उच्चारणपूर्यक पितरोंके उद्देश्यसे किया 
हुआ श्राद्ध-दान पितरोंको सर्वदा सन्तुष्ट करता है। 
विद्वान्‌ पुरुषोंको चाहिये कि वे अभिहोत्री एवं सोमपायी 
आहाणोके द्वारा अभिमें हवन कराकर पितरोंको तृप्त करें । 
अग्रिके अभावमें ब्राह्मणके हाथमें अथला जलमें या 
शिवजीके स्थानके समीप पितरोंके निमित्त दान करे; ये 
ही पितरेकि लिये निर्मळ स्थान हैं | पितृकार्यमें दक्षिण 
दिशा उत्तम मानी गयी है। यजञोपवीतको अपसव्य 
अर्थात्‌ दाहिने कंघेपर करके किया हुआ तर्पण, तिलदान 
तथा “स्वघा' के उच्चारणपूर्वक किया हुआ श्राद्ध--ये 
सदा पितरोंको तृप्त करते हैं। कुश, उड़द, साठी घानका 
चाल, गायका दूध, मधु, गायका घी, सावाँ, 
अगहनीका चावल, जौ, तीनाका चावल, मूँग, गन्ना और 
सफेद फूल--ये सब वस्तुएँ पितरोंको सदा प्रिय हैं । 

अब ऐसे पदार्थ बताता हूँ, जो श्राद्धे सर्वदा 
वर्जित हैं। मसूर, सन, मटर, राजमाष, कुलथी, कमल, 


सृष्टिखण्ड ] 


* पितरों तथा आके दिभिन्न अङ्गोंका वर्णन + 


२७ 


पिग्मी 


बिल्व, मदार, घतूरा, पारिभद्राट, रूषक, भेड़-बकरीका 
दूध, कोदो, दारवरट, कैथ, महुआ और अलसी--ये 
सब निषिद्ध हें । अपनी उन्नति चाहनेवाले पुरुषको 
श्राद्धमें इन नस्तुओंका उपयोग कभी नहीं करना चाहिये । 
जो भक्तिभावसे पितरोंको प्रसन्न करता है, उसे पितर भी 
सन्तुष्ट करते हैं। वे पुष्टि, आरोग्य, सन्तान एवं स्वर्ग 
अदान करते हैं । पितृकार्य देवकार्यसे भी बढ़कर है; अतः 
देवताओंको तृप्त करनेसे पहले पितरोंको ही सन्तुष्ट करना 
श्रेष्ठ माना गया है। कारण, पितृगण शीघ ही प्रसन्न हो 
जाते हैं, सदा प्रिय वचन बोलते हैं, भक्तोंपर प्रेम रखते 
हैं और उन्हें सुख देते है । पितर पर्वेकि देवता हैं अर्थात्‌ 
अत्येक पर्वपर पितरोंका पूजन करना उचित है। 
हविष्मानूसंशक पितरोके अधिपति सूर्यदेव हो श्राद्धके 
देवता माने गये हैं। 

भीष्पजीने क्कहा--नब्रह्मवेत्ताओमे श्रेष्ठ 
पुलस्त्यजी ! आपके मुँहसे यह सार विषय सुनकर मेरी 
इसमें बड़ी भक्ति हो गयी है; अतः अब मुझे श्राद्धका 
समय, उसकी विधि तथा श्राद्धका स्वरूप बतलाइये । 
श्राद्धमे कैसे ब्राह्मणॉंको भोजन कराना चाहिये ? तथा 
किनको छोड़ना चाहिये ? श्राद्धमे दिया हुआ अन्न 
पितरोंके पास कैसे पहुँचता है? किस विधिसे श्राद्ध 
करना उचित है ? और वह किस तरह उन पितरोंको तृप्त 
करता है? 

पुलसत्यजी बोले- राजन्‌ ! आन्न और जलसे 
अथवा दूध एबं फल-मूल आदिसे पितरोंको सन्तुष्ट 
करते हुए प्रतिदिन श्राद्ध करना चाहिये। श्राद्ध तीन 
प्रकारका होता है--नित्य, नैमित्तिक और काम्य । पहले 
नित्य श्राद्धका वर्णन करता हूँ। उसमें अर्घ्य और 
आवाहनकी क्रिया नहीं होती। उसे अदैव समझना 
चाहिये--उसमें विश्वदेवोंको भाग नहीं दिया जाता! 


पर्वके दिन जो श्राद्ध किया जाता है, उसे पार्नण कहते 
हैं। पार्वण-द्धमें जो ब्राह्मण निमन्त्रित करनेयोग्य हैं, 
उनका वर्णन करता हूँ; श्रवण करो ! जो पश्चाप्रिका 
सेवन करनेवाला, स्त्रातक, त्रिसौपर्ण', वेदके व्याकरण 
आदि छहों आङ्गोका ज्ञाता, श्रोत्रिय (वेदज्ञ), श्रोत्रियका 
पुत्र, वेदके विधिवाक्योंका विशेषज्ञ, सर्वज्ञ (सन 
विषयोंका ज्ञाता), वेदका स्वाध्यायी, मन्त्र जपनेवाला, 
ज्ञानवान्‌, त्रिणाचिकेत?, त्रिमधुर, अन्य शास्त्रॉसें भी 
परिनिष्ठित, पुराणोंका विद्वान, स्वाध्यायशीरू, 
ब्राह्मणभक्त, पिताकी सेवा करनेवाला, सूर्यदेवताका 
भक्त, वैष्णव, ब्रह्मवेत्ता, योगशास्त्रका ज्ञाता, शान्त, 
आत्मज्ञ, अत्यन्त शील्वान्‌ तथा शिवभक्तिपरायण हो, 
ऐसा ब्राह्मण श्राद्धमें निमन्त्रण पानेका अधिकारी है। ऐसे 
ब्राह्मणोको यत्रपूर्वक श्राद्धमें भोजन कराना चाहिये । 
अब जो लोग श्राद्धमे वर्जनीय हैं, उनका वर्णन सुनो । 
पतित, पतितका पुत्र, नपुंसक, चुगलखोर और अत्यन्त 
रोगी--ये सब श्राद्धके समय घर्मश पुरुषोंद्वारा त्याग देने 
योग्य हैं। श्राद्धके पहले दिन अथवा श्राद्धके ही दिन 
विनयशील ब्रह्मणॉको निमन्त्रित करे । निमन्त्रण दिये हुए 
ब्राह्मणोंके शरीरमें पितरोंका आवेश हो जाता है । वे 
बायुरूपसे उनके भीतर प्रवेश करते हैं और ब्राहाणेकि 
बैठनेपर स्वयं भी उनके साथ बैठे रहते हैं। 
किसी ऐसे स्थानको, जो दक्षिण दिशाकी ओर 
नीचा हो, गोबरसे लीपकर वहाँ श्राद्ध आरम्भ करे 
अथवा गोशझालामें या जलके समीप श्राद्ध करे! 
आहितामि पुरुष पितरेकि ल्तिये चरु (खीर) बनाये और 
यह कहकर कि इससे पितरोंका श्राद्ध करूँगा, बह सब 
दक्षिण दिशामें रख दे। तदनन्तर उसमें घृत और मधु 
आदि मिलाकर अपने सामनेकी ओर तीन निर्वापस्थान 
(पिष्डदानकी वेदियाँ) बनाये । उनकी लम्बाई एक बित्ता 


१. 'ब्ह्ममेतु माम्‌' इत्यादि तीन अनुवाकोका नियमपूर्वक अध्ययन करनेवाला त्रिसौपर्ण कहरता है। 
२. द्वितीय कठके अन्तर्गत 'अयं वाव यः पवते' इत्यादि तीन अनुबाकोंको त्रिणाचिकेत कहते हैं। उसका स्वाध्याय अथवा 


अनुष्ठान करनेवाला पुरुष भी त्रिणाचिकेत कहलाता है। 


३. "मधु बाता ऋतायते' इत्यादि तीनों ऋचाओंका पाठ और अनुगमन करनेवालेको त्रिमघु कहते है। 


२८ 


» अर्चयस्व हुषीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


और चौड़ाई चार अङ्गुलकी होनी चाहिये। साथ ही, 
खैरकी तीन दर्वी (कलछुल) बनवावे, जो चिकनी हों 
तथा जिनमें चाँदीका संसर्ग हो । उनकी लम्बाई एक-एक 
रलिकी' और आकार हाथके समान सुन्दर होना उचित 
है। जलपात्र, कांस्यपात्र, प्रोक्षण, समिधा, कुरा, 
तिळपात्र, उत्तम वस्त्र, गन्ध, धूप, चन्दन--ये सब 
चस्तुएँ धीरे-धीरे दक्षिण दिझामें रखे । उस समय जनेऊ 
दाहिने कंधेपर होना चाहिये। इस प्रकार सब सामान 
एकत्रित करके घरके पूर्व गोबरसे लिपी हुई पृथ्वीपर 
गोमूत्रसे मण्डल बनावे और अक्षत तथा फूलसहित जल 
लेकर तथा ज़नेऊको क्रमशः बायें एवं दाहिने कंधेपर 
छोड़कर ब्राह्मणोंके पैर धोये तथा बारम्बार उन्हें प्रणाम 
करे। तदनन्तर, विधिपूर्वक आचमन कराकर उन्हें 
बिछाये हुए दर्भयुक्त आसनोंपर बिठावे और उनसे 
मन्त्रोच्चारण करावे। सामर्थ्यशाली पुरुष भी देवकार्य 
(वैश्वदेव श्राद्ध) में दो और पितृकार्यमें तीन ब्राह्मणोंको 
ही भोजन कराये अथवा दोनों श्राद्धोंमें एक-एक 
ब्राह्मणको ही जिमाये । विद्वान्‌ पुरुषको श्राद्धमें अधिक: 
विस्तार नहीं करना चाहिये। पहले विश्वेदेव-सम्बन्धी 
और फिर पितृ-सम्बन्धी विद्वान्‌ ब्राह्मणोंकी अर्घ्य आदिसे 
विधिवत्‌ पूजा करे तथा उनकी आज्ञा लेकर अम्िमें 
यथाविधि हवन करे । विद्वान्‌ पुरुष गृह्यसूत्रमें जतायी हुई 
विधिके अनुसार घृतयुक्त चरुका अग्नि और सोमकी 
तृप्तिके उद्देश्यसे समयपर हवन करे। इस प्रकार 
देवताओंकी तृप्ति करके वह श्राद्धकर्ता श्रेष्ठ ब्राह्मण 
साक्षात्‌ अभिका स्वरूप माना जाता है। देवताके 
उद्देश्यसे किया जानेवाला हवन आदि प्रत्येक कार्य 
जनेऊको बायें कंघेपर रखकर ही करना चाहिये । 
तत्पश्चात्‌ पितरोंके निमित्त करनेयोग्य पर्युक्षण (सेचन) 
आदि सारा कार्य विज्ञ पुरुषको जनेऊको दायें कंधेपर 
करके--अपसब्य भावसे करना उचित है। हवन तथा 
विश्वेदेवोंको अर्पण करनेसे बचे हुए अन्नको लेकर उसके 


कई पिण्ड बनावे और एक-एक पिण्डको दाहिने हाथमें 
लेकर तिल और जलके साथ उसका दान करना 
चाहिये। संकल्पके समय जल-पात्रमें रखे हुए जलको 
बायें हाथकी सहायतासे दायें हाथमें ढाल लेना चाहिये। 
श्राद्धकालमें पूर्ण प्रयत्रके साथ अपने मन और 
इन्दियोंको काबूमें रखे और मात्सर्यका त्याग कर दे। 
[पिण्डदानकी विधि इस प्रकार है--] पिण्ड देनेके 
लिये बनायी हुई वेदियॉपर यलपूर्वक रेखा बनावे । इसके 
बाद अवनेजन-पात्रमें जल लेकर उसे रेखाङ्कित वेदीपर 
गिरावे । [यह अवनेजन अर्थात्‌ स्थान-शोधनकी क्रिया 
है।] फिर दक्षिणाभिमुख होकर वेदीपर कुश बिछाबे 
और एक-एक करके सब पिण्डोंको क्रमशः उन कुशोंपर 
रखे ! उस समय [पिता-पितामह आदिमेंसे जिस-जिसके 
उद्देश्यसे पिण्ड दिया जाता हो, उस-उस)] पितरके 
माम-गोत्र आदिका उच्चारण करते हुए संकल्प पढ़ना 
चाहिये। पिण्डदानके पश्चात्‌ अपने दायें हाथको 
पिण्डाघारभूत कुशोपर पोँछना चाहिये। यह 
लेपभागभोजी पितरोंका भाग है। उस समय ऐसे ही 
मन्त्रका जप अर्थात्‌ “लेपभागभुजः पितरस्तृप्यन्तु' 
इत्यादि वाक्योंका उच्चारण करना उचित है । इसके बाद 
पुनः प्रत्यवनेजन करे अर्थात्‌ अवनेजनपात्रमे जल लेकर 
उससे प्रत्येक पिण्डको नहलावे । फिर जलयुक्त पिण्डोंको 
नमस्कार करके श्राद्धकल्पोक्त वेदमन्त्रोंके द्वारा पिण्डोंपर 
पितरोंका आवाहन करे और चन्दन, धूप आदि पूजन- 
सामथियोके द्वारा उनकी पूजा करे। तत्पश्चात्‌ 
आहवनीयादि अम्नियोके प्रतिनिधिभूत एक-एक 
ब्राह्मणको जलके साथ एक-एक दर्वी? प्रदान करे । फिर 
विद्वान्‌ पुरुष पितरोंके उद्देशयसे पिण्डोके ऊपर कुश रखे 
तथा पितरोंका विसर्जन करे। तदनन्तर, क्रमशः सभी 
पिण्डॉमेंसे थोड़ा-थोड़ा अंश निकालकर सबको एकत्र 
करे और ब्राह्मणोंको यत्रपूर्वक पहले वही भोजन करावे; 
क्योंकि उन पिण्डोंका अंश ब्राह्मणलोग ही भोजन करते 


१. मुद्ठी बैंधे हुए हाथकी लम्बाईको रत्ति कहते हँ । 
२. खदिर (खैर) की बनी हुई कल्छुल। 


सृष्टिखण्ड ] 


हैं। इसीलिये अमावास्याके दिन किये हुए पार्नण 
श्राद्धको 'अन्वाहार्य' कहा गया है। पहले अपने हाथमें 
'पवित्रीसहित तिल और जल लेकर पिण्डोके आगे छोड़ 
दे और कहे--'एषां स्वथा अस्तु' (ये पिण्ड स्वघा- 
स्वरूप हो जायँ) । इसके बाद परम पवित्र और उत्तम 
अन्न परोसकर उसकी प्रशंसा करते हुए उन ब्राह्मणोंको 
भोजन करावे । उस समय भगवान्‌ श्रीनारायणका स्मरण 
करता रहे और क्रोधी खभावको सर्वथा त्याग दे। 
ब्राहार्णोको तृप्त जानकर विकिरान्न, दान करें; यह सब 
यणेकि लिये उचित है। विकिरान्न-दानकी निधि यह है। 
तिलसहित अन्न और जल लेकर उसे कुदके ऊपर 
पृथ्वीपर रख दे। जन ब्राहमण आचमन कर लें तो पुनः 
पिण्डॉपर जल गिराबे । फूल, अक्षत, जल छोड़ना और 
स्वधावाखन आदि सारा कार्य पिण्डके ऊपर करे ।' पहले 
देवश्राद्धकी समाप्ति करके फिर पितृश्राद्धकी समाप्ति करे, 
अन्यथा श्राद्धका नाश हो जाता है। इसके बाद 
नतमस्तक होकर ब्राह्मणोंकी प्रदक्षिणा करके उनका 
विसर्जन करे । 
यह आहिताग्नि पुरुषोंके लिये अन्वाहार्य पार्वण 
श्राद्ध बतलाया गया । अमावास्याके पर्वपर किये जानेके 
कारण यह पार्वण कहलाता है । यही नैमित्तिक श्राद्ध है। 
श्राद्धे पिण्ड गाय या बकरीको खिला दे अथवा 
ब्राह्मणोंको दे दे अथवा अमि या जलमें छोड़ दे। यह 
भी न हो तो खेतमें बिखेर दे अथवा जलकी धारामें बहा 
दे। [सन्तानकी इच्छा रखनेवाली] पल्ली विनीत भावसे 
आकर मध्यम अर्थात्‌ पितामहके पिण्डको अहण करे 
और उसे खा जाय | उस समय 'आधत्त पितरो गर्भम 
इत्यादि मन्त्रका उच्चारण करना चाहिये। श्राद्ध और 
पिण्डदान आदिकी स्थिति तभीतक रहती है, जबतक 
ब्राह्मणोंका विसर्जन नहीं हो जाता । इनके चिसर्जनके 
पश्चात्‌ पितृकार्यं समाप्त हो जाता है। उसके बाद 
बलिवैश्वदेज करना चाहिये। तदनन्तर अपने बन्धु- 
बान्धवेके साथ पितरोंद्वार सेवित प्रसादस्वरूप अन्न 
भोजन करे। श्राद्ध करनेवाले यजमान तथा आद्धभोजी 
ब्राह्मण दोनोंको उचित है कि वे दुबारा भोजन न करें, 


* पितरों तथा आद्धके विभिन्न अद्भोंका वर्णन + 


२९ 


राह न चलें, मैथुन न करें; साथ ही उस दिन स्वाध्याय, 
कलह और दिनमें शयन--इन सबको सर्वथा त्याग दें। 
इस विधिसे किया हुआ श्राद्ध धर्म, अर्थ और काम-- 
तीनोंकी सिद्धि करनेवाला होता है । कन्या, कुम्भ और 
वृष राशिपर सूर्यके रहते कृष्णपक्षमें प्रतिदिन श्राद्ध करना 
चाहिये । जहाँ-जहाँ सपिण्डीकरणरूप श्राद्ध करना हो, 
वहाँ अग्निहोत्र करनेवाले पुरुषको सदा इसी विधिसे 
करना चाहिये। 

अब मैं ब्रह्माजीके बताये हुए साधारण श्राद्धका 
वर्णन करूंगा, जो भोग और मोक्षरूप फल प्रदान 
करनेवाला है। उत्तरायण और दक्षिणायनके प्रारम्भके 
दिन, विषुव नामक योग (तुला और मेषको संक्रान्ति) 
में [जब कि दिन और रात बराबर होते हैं], प्रत्येक 
अमावास्थाको, प्रतिसंक्रान्तिके दिन, अष्टका (पौष, 
माघ, फाल्गुन तथा आश्चिन मासके कृष्णपक्षकी अष्टमी 
तिथि) में, पूर्णिमाको, आर्द्र, मघा और रोहिणी--इन 
नक्षत्रोमे, श्राद्धके योग्य उत्तम पदार्थ और सुपात्र 
ब्राह्मणके प्राप्त होनेपर, व्यतीपात, विष्टि और वैधृति 
योगके दिन, वैशाखकी तृतीयाको, कार्तिककी नवमीको, 
माघकी पूर्णिमा तथा भाद्रपदकी त्रयोदशी तिथिको भी 
श्राद्धका अनुष्ठान करना चाहिये। उपर्युक्त तिथियाँ 
युगादि कहलाती हैं। ये पितरोंका उपकार करनेवाली हैं। 
इसी प्रकार मन्वन्तरादि तिथियोंमें भी विद्वान्‌ पुरुष 
श्राद्धका अनुष्ठान करे। आश्विन झुकला नवमी, कार्तिक 
शुक्ला द्वादशी, चैत्र तथा भाड्रपदकी शुक्ला तृतीया, 
'फाल्गुनकी अमावास्या, पौषकी झुला एकादशी, आषाढ़ 
शुक्षा दशमी, माघ झुका सप्तमी, श्रावण कृष्णा अष्टमी, 
आषाढ़, कार्तिक, फाल्गुन और ज्येष्ठकी पूर्णिमा--इन 
तिथियोंको मन्वन्तरादि कहते हैं। ये दिये हुए दानको 
अक्षय कर देनेवाली हैं। विज्ञ पुरुषको चाहिये कि 
बैशाखकी पूर्णिमाको, अहणके दिन, किसी उत्सवके 
अवसरपर और महालय (आशिन कृष्णपक्ष) में तीर्थ, 
मन्दिर, गोशाला, द्वीप, उद्यान तथा घर आदिमें लिपे-पुते 
एकान्त स्थानमें श्राद्ध करे ।' 

[अब श्राद्धके क्रमका वर्णन किया जाता है--] 


३० 


+ अर्चयस्व हथीकेश यदीच्छसि परं पदम्‌ » 


[ संक्षिप्त पश्यपुराण 


Saeeteinaerernheshherheehereeeseereeeeeseseettktktetrheeeheerresees se eee & 8 &  * ४ 3 tk हैक जै+ Ah #४५४७ 


पहले विश्वेदेवोकि लिये आसन देकर जौ और पुष्पॉसे 
उनकी पूजा करे। [विश्वेदेवांके दो आसन होते हैं; 
'एकपर पिता-पितामहादिसम्बन्धी वि्वेदेवॉका आवाहन 
होता है और दूसरेपर मातामहादिसम्बन्धी विश्वेदेवोंका ।] 
उनके लिये दो अर्घ्य-पात्र (सिकोरे या दोने) जौ और 
जल आदिसे भर दे और उन्हें कुशकी पवित्रीपर रखे। 
*शन्नोदेवीरभीष्टये' इत्यादि मन्त्रसे जल तथा 
'यवो5सि--' इत्यादिके द्वारा जौके दोनॉको उन पात्रोमें 
छोड़ना चाहिये । फिर गन्ध-पुष्प आदिसे पूजा करके वहाँ 
विश्वेदेवोंकी स्थापना करे और 'विश्वे देवास'--इत्यादि 
दो मन्त्रोसे विश्वेदेवोंका आवाहन करके उनके ऊपर जौ 
छोड़े। जौ छोड़ते समय इस प्रकार कहे--'जौ ! तुम 
सब अभ्नोंके राजा हो । तुम्हारे देवता वरुण है--वरुणसे 
ही तुम्हारी उत्पत्ति हुई है; तुम्हारे अंदर मधुका मेल है। 
तुम सम्पूर्ण पापोंको दूर करनेवाले, पवित्र एवं मुनिर्योद्वारा 
अशंसित अन्न हो।'* फिर अर्घ्यपात्रको चन्दन और 
फूलोंसे सजाकर “या दिव्या आप:'--इस मन्त्रको पढ़ते 
हुए विश्ेदेवॉको अर्घ्य दे । इसके बाद उनकी पूजा करके 
गन्थ आदि निवेदन कर पितृयज्ञ (पितृश्राद्ध) आरम्भ 
करे । पहले पिता आदिके लिये कुशके तीन आसनोंकी 
कल्पना करके फिर तीन आर्ध्यपात्रॉका पूजन करे- उन्हेँ 
पुष्प आदिसे सजावे। प्रत्येक अर्घ्यपात्रको कुशकी 
पवित्रीसे युक्त करके “झन्नोदेवीरभीष्टथे--' इस मन्त्रसे 
सबमें जल छोड़े । फिर 'तिलोऽसि सोमदेवत्यो--' इस 
मन्त्रसे तिळ छोड़कर [बिना मन्त्रके ही] चन्दन और 
पुष्प आदि भी छोड़े। अर्घ्यपात्र पीपल आदिकी 
कलकड़ीका, पत्तेका या चाँदीका बनवावे अथवा समुद्रसे 
निकले हुए शङ्क आदिसे अर्ध्यपात्रका काम रे। सोने, 
चाँदी और ताँबेका पात्र पितरोंको अभीष्ट होता है। 
चाँदीकी तो चर्चा सुनकर भी पितर प्रसन्न हो जाते हैं !. 
चाँदीका दर्शन अथवा चाँदीका दान उन्हें प्रिय है। यदि 
चाँदीके बने हुए अथवा चाँदीसे युक्त पात्रमें जल भी 
रखकर पितरोंको श्रद्धापूर्वक दिया जाय तो वह अक्षय 


हो जाता है। इसलिये पितरोंके पिण्डोंपर अर्घ्य चढ़ानेके 
लिये चाँदीका ही पात्र उत्तम माना गया है। चाँदी 
भगवान्‌ श्रीशङ्करके नेत्रसे प्रकट हुई है, इसलिये वह 
पितरोंको अधिक प्रिय है। 

इस प्रकार उपर्युक्त वस्तुओमेंसे जो सुलभ हो, 
उसके अर्घ्यपात्र बनाकर उन्हें ऊपर जताये अनुसार जल, 
तिल और गन्ध-पुष्प आदिसे सुसज्जित करे; तत्पश्चात्‌ 
*या दिव्या आप:” इस मन्त्रको पढ़कर पिताके नाम और 
गोत्र आदिका उच्चारण करके अपने हाथमें कुश ले ले। 
फिर इस प्रकार कहे- “पितृन्‌ आवाहयिष्यामि'--- 
*पितरोंका आवाहन करूँगा ।' तब निमन्त्रणमें आये हुए 
ब्राह्मण 'तथास्तु' कहकर श्राद्धकर्ताको आवाहनके लिये 
आज्ञा प्रदान करें । इस प्रकार ब्राह्मणोंकी अनुमति लेकर 
“उशन्तस्त्वा निधीमहि--' 'आयन्तुनः पित्तरः--' इन 
दो ऋचाओंका पाठ करते हुए वह पितरोंका आवाहन 
करे। तदनन्तर, 'या दिव्या आपः--' इस मन्त्रसे 
पितरोंको अर्घ्य देकर प्रत्येके लिये गन्ध-पुष्प आदि 
पूजोपचार एवं वर्न चढ़ावे तथा पृथक्‌-पृथक्‌ संकल्प 
पढ़कर उन्हें समर्पित करे। [अर्घ्यदानकी प्रक्रिया इस 
प्रकार है--] पहले अनुलोमक्रमसे अर्थात्‌ पिताके 
उद्देश्यसे दिये हुए अर्ध्यपात्रका जल पितामहके 
अर्घ्यपात्रमें डाले और फिर पितामहके अर्ध्यपात्रका सारा 
जल प्रपितामहके अर्घ्यपात्रमै डाल दे, फिर 
विलोमक्रमसे अर्थात्‌ प्रपितामहके अर्ध्यपात्रको 
पितामहके अर्ध्यपात्रमें रखे और उन दोनों पात्रोको 
उठाकर पिताके अर्ध्यपात्रमें रखे! इस प्रकार तीनों 
अर्घ्यपात्रोंको एक-दूसरेके ऊपर करके पिताके आसनके 
उत्तरभागमें *पितृभ्यः स्थानमसि' ऐसा कहकर उन्हें 
डुलका दे-उल्टकर रख दे! ऐसा करके अन्न 
परोसनेका कार्य करे। 

परोसनेके समय भी पहले अझिकार्य करना चाहिये 
अर्थात्‌ थोड़ा-सा अन्न निकालकर 'अञ्जये कव्यवाहनाय 
स्वाहा” और 'सोमाय पितृमते स्वाहा'--इन दो मन्त्रॉसे 


ESE pM र RC 


* यचोऽसि धान्यराजस्तु वारुणो मधुमिश्रितः । निर्णोदः सर्वपापानां  पवित्रमृिसंस्तुतम्‌ ॥ 


अग्नि और सोम देवताके लिये अभ्निमें दो बार आहुति 
डाले । इसके बाद दोनों हाथोंसे अन्न निकालकर परोसे । 
परोसते समय 'उशन्तस्त्वा निश्मीमहि--' इत्यादि 
मन्त्रका उच्चारण करता रहे। उत्तम, गुणकारी शाक आदि 
तथा नाना प्रकारके भक्ष्य पदार्थेकि साथ दही, दूध, 
गौका घृत और शक्कर आदिसे युक्त अन्न पितरोकि लिये 
तृप्तिकारक होता है। मधु मिलाकर तैयार किया हुआ 
कोई भी पदार्थ तथा गायका दूध और घी मिलायी हुई 
खीर आदि पितरोंके लिये दी जाय तो वह अक्षय होती 
है---ऐसा आदि देवता पितरेनि स्वयं अपने ही मुखसे 
कहा है। इस प्रकार आन्न परोसकर पितृसम्बन्धी 
ऋचाओंका पाठ सुनाने । इसके सिवा सभी तरहके 
पुराण; ब्रह्मा, विष्णु, सूर्य और रुद्र-सम्बन्धी भाँति- 
भाँतिके स्तोत्र; इन्द्र, रुद्र और सोमदेवताके सूक्त; 
पावमानी ऋचाएँ; बृहद्रथन्तर; ज्येष्ठसामका गौरवगान; 
शान्तिकाध्याय, मधुम्राहण, मण्डलब्राह्मण तथा और भी 
जो कुछ ब्राह्मणोंको तथा अपनेको प्रिय लगे वह सब 
सुनाना चाहिये। महाभारतका भी पाठ करना चाहिये; 
क्योंकि वह पितरोंको अत्यन्त प्रिय है । ब्राह्मणोंके भोजन 
कर ऊेनेपर जो अन्न और जल आदि शेष रहे, उसे उनके 
आगे जमीनपर बिखेर दे। यह उन जीवॉंका भाग है, जो 
संस्कार आदिसे हीन होनेके कारण अधम गतिको प्राप्त 
हुए हैं। 
ब्राह्मणोंको तृप्त जानकर उन्हें हाथ-मुँह घोनेके लिये 
जल प्रदान करे । इसके बाद गायके गोबर और गोमूत्रसे 
लिपी हुई भूमिपर दक्षिणा कुश बिछकर उनके ऊपर 
अल्रपूर्वक पितृयज्ञकी भाँति विधिवत्‌ पिण्डदान करे। 
'पिण्डदानके पहले पितरॉके नाम-गोत्रका उच्चारण करके 
उन्हें अवनेजनके लिये जल देना चाहिये। फिर पिण्ड 
देनेके बाद पिष्डोंपर प्रत्यवनेजनका जरू गिराकर उनपर 
पुष्प आदि चढ़ाना चाहिये। सव्यापसव्यका विचार 
करके प्रत्येक कार्यका सम्पादन करना उचित है । पिताके 
श्राद्धकी भाँति माताका श्राद्ध भी हाथमें कुश लेकर 
विधिवत्‌ सम्पन्न करे। दीप जलावे; पुष्प आदिसे पूजा 
करे। ब्राह्मणोंके आचमन कर लेनेपर स्वयं भी आचमन 


* पितरों तथा आडके विभिन्न अङ्गोंका वर्णन + 


३१ 


करके एक-एक बार सबको जल दे! फिर फूल और 
अक्षत देकर तिळसहित अक्षय्योदक दान करे। फिर 
नाम और गोत्रका उच्चारण करते हुए शक्तिके अनुसार 
दक्षिणा दे! गौ, भूमि, सोना, वस्न और अच्छे-अच्छे 
बिछौने दे। कृपणता छोड़कर पितरोंकी प्रसन्नताका 
सम्पादन करते हुए जो-जो वस्तु ब्राह्मणोंको, अपनेको 
तथा पिताको भी प्रिय हो, वही-वही वस्तु दान करे। 
तत्पश्चात्‌ स्वघावाचन करके विश्वेदेबोंको जल अर्पण करे 
और ज्ाह्मणोंसे आशीर्वाद ले । विद्वान्‌ पुरुष पूर्वाभिमुख 
होकर कहे--'अघोराः पितरः सन्तु (मेरे पितर शान्त 
एवं मङ्गलमय हों) ।' यजमानके ऐसा कहनेपर ग्राह्मण- 
लोग “तथा सन्तु (तुम्हारे पितर ऐसे ही हों)'---ऐसा 
कहकर अनुमोदन करें । फिर श्राद्धकर्ता कहे---'गोत्र नो 
बर्थताम' (हमारा गोत्र बढे) । यह सुनकर ब्राह्मणोंको 
“तथास्तु' (ऐसा ही हो) इस प्रकार उत्तर देना चाहिये। 
फिर यजमान कहे--*'दातारो मेऽभिवर्घन्ताम! 'वेदाः 
सन्ततिरेव ख--एताः सत्या आशिषः सन्तु (मेरे दाता 
बढे, साथ ही मेरे कुलमें वेदेकि अध्ययन और सुयोग्य 
सन्तानकी वृद्धि हो--ये सारे आशीर्वाद सत्य हौँ) ' । 
यह सुनकर ब्राह्मण कहेँ--'सन्तु सत्या आशिषः (ये 
आशीर्वाद सत्य हों)' । इसके बाद भक्तिपूर्वक पिण्डोंको 
उठाकर सूँघे और स्वस्तिबाचन करे । फिर भाई-बन्घु 
और खी-पुत्रके साथ प्रदक्षिणा करके आठ पग चळे । 
तदनन्तर लौटकर प्रणाम करे। इस प्रकार श्राद्धकी विधि 
पूरी करके मन्त्रवेत्ता पुरुष अग्नि प्रज्वलित करनेके पश्चात्‌ 
बलिवैश्वदेव तथा नैत्यिक बलि अर्पण करे। तदनन्तर 
भृत्य, पुत्र, बान्धव तथा अतिथियेकि साथ बैठकर वही 
अन्न भोजन करे, जो पितरोंको अर्पण किया गया हो। 
जिसका यज्ञोपवीत नहीं हुआ है, ऐसा पुरुष भी इस 
श्राद्धको प्रत्येक पर्वपर कर सकता है। इसे साधारण 
[या नैमित्तिक] श्राद्ध कहते हैं। यह सम्पूर्ण 
कामनाओंको पूर्ण करनेवाला है। राजन्‌! खीरहित या 
विदेशस्थित मनुष्य भी भक्तिपूर्ण हदयसे इस श्राद्धका 
अनुष्ठान करनेका अधिकारी है । यही नहीं, शुद्र भी इसी 
विधिसे श्राद्ध कर सकता है; अन्तर इतना ही है कि बह 


३२ 


» अर्चयस्व इषीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


seneersernrknenheesesseshernnnnsnnenseseeneesennnanenssseseseenersreerrenesneseesnsnessns eee nA ०७२०७ 


बेदमन्त्रोंका उच्चारण नहीं कर सकता । 

तीसरा अर्थात्‌ काम्य श्राद्ध आभ्युदयिक है; इसे 
चृद्धि-श्राद्ध भी कहते हैं। उत्सव और आनन्दके 
अवसरपर, संस्कारके समय, यज्ञमें तथा विवाह आदि 
माङ्गलिक कार्योमें यह श्राद्ध किया जाता है । इसमें पहले 
माताओंकी अर्थात्‌ माता, पितामही और भ्रपितामहीकी 
पूजा होती है। इनके बाद पितरों---पिता, पितामह और 
प्रपितामहका पूजन किया जाता है। अन्तमें मातामह 
आदिको पूजा होती है । अन्य श्राद्धोंकी भाँति इसमें भी 
विश्वेदेनोंकी पूजा आवश्यक है। दक्षिणावर्तक क्रमसे 
पूजोपचार चढ़ाना चाहिये। आभ्युदयिक राद्धमें दही, 
अक्षत, फल और जलसे ही पूर्वाभिमुख होकर पितरोंको 


पिण्डदान दिया जाता है । “सम्पन्नम! का उच्चारण करके 
अर्घ्य और पिण्डदान देना चाहिये। इसमें युगल 
ब्राह्मणोको अर्ध्य दान दे तथा युगल (सपलीक) 
ब्राह्मणोंकी ही वस्न और सुवर्ण आदिके द्वारा पूजा करे । 
तिलका काम जौसे लेना चाहिये तथा सारा कार्य पूर्ववत्‌ 
करना चाहिये। श्रेष्ठ ब्राह्मणोंके द्वारा सब प्रकारके 
'मङ्गलपाठ करावे । इस प्रकार शूद्र भी कर सकता है। 
यह वृद्धिश्राद्ध सबके लिये सामान्य है । बुद्धिमान्‌ शूद्र 
“चित्रे नमः” इत्यादि नमस्कार-भन्त्रके द्वारा ही दान आदि 
कार्य करे । भगवानका कथन है कि शूद्रके लिये दान ही 
प्रधान है; क्योंकि दानसे उसकी समस्त कामनाएँ पूर्ण हो 
जाती हैं। 


a आ पाया 


एकोदिष्ट आदि श्राद्धोकी विधि तथा श्राद्धोपयोगी तीर्थोका वर्णन 


पुलस्त्यजी कहते है--राजन्‌ ! अन मैं एकोदिष्ट 
आद्धका वर्णन करूँगा, जिसे पूर्वकालमें ब्रह्माजीने 
बतलाया था। साथ ही यह भी बताऊँगा कि पिताके 
मरनेपर पुत्रॉको किस प्रकार अशौचका पालन करना 
चाहिये। ब्राह्मणोमें मरणाशौच दस दिनतक रखनेकी 
आज्ञा है, क्षत्रियोंमें बारह दिन, वैइयोंमें पंद्रह दिन तथा 
शूद्रॉमे एक महीनेका विधान है | यह अशौच सपिण्ड 
(साव पीढ़ीतक) के प्रत्येक मनुष्यपर लागू होता है। 
यदि किसी बालककी मृत्यु चूड़ाकरणके पहले हो जाय 
तो उसका अशौच एक रातका कहा गया है । उसके बाद 
उपनयनके पहलेतक तीन राततक अशौच रहता है। 
जननाशौचमें भी सब वर्णोकि लिये यही व्यवस्था है। 
अस्थि-सञ्चयनके बाद अशौचग्रस्त पुरुषके शरीरका 
स्पर्श किया जा सकता है । प्रेते लिये बारह दिनोंतक 
अतिदिन पिण्ड-दान करना चाहिये; क्योंकि वह उसके 
लिये पाथेय (राहखर्च) है, इसलिये उसे पाकर प्रेतको 
अड़ी प्रसन्नता होती है। द्वादशाहके बाद ही प्रेतको 
यमपुरीमें ले जाया जाता है; तबतक वह घरपर ही रहता 
है। अतः दस राततक प्रतिदिन उसके लिये आकाशमें 
दूध देना चाहिये; इससे सब प्रकारके दाहकी शान्ति होती 
है तथा मार्गके परिश्रमका भी निवारण होता है। दशाहके 


बाद ग्यारहवे दिन, जब कि सूतक निवृत्त हो जाता है, 
अपने गोत्रके ग्यारह ब्राह्मणॉंको ही बुलाकर भोजन 
कराना चाहिये। अशौचकी समाप्तिके दूसरे दिन एकोदि्ट 
श्राद्ध करे! इसमें न तो आवाहन होता है न अम्रोकरण 
(अमिमें हवन) । विश्चेदेवोका पूजन आदि भी नहीं 
होता । एक ही पवित्री, एक ही अर्घ और एक ही पिण्ड 
देनेका विधान है। अर्घ और पिण्ड आदि देते समय 
प्रेतका नाम लेकर 'तबोपतिष्ठताम्‌', (तुम्हें प्राप्त हो) 
ऐसा कहना चाहिये | तत्पश्चात्‌ तिल और जल छोड़ना 
चाहिये । अपने किये हुए दानका जल ब्राह्मणे हाथमें 
देना चाहिये तथा विसर्जनके समय 'अभिरम्यताम' 
कहना चाहिये। शेष कार्य अन्य आद्धोंकी ही भाँति 
जानना चाहिये । उस दिन विधिपूर्वक झाय्यादान, फल- 
'वस्बसमन्वित काञ्चनपुरुषकी पूजा तथा द्विज-दम्पतिका 
पूजन भी करना आवश्यक है । 

एकादशाह श्राद्धमे कभी भोजन नहीं करना 
चाहिये । यदि भोजन कर ले तो चान्द्रायण त्रत करना 
उचित है। सुयोग्य पुत्रको पिताकी भक्तिसे प्रेरित होकर 
सदा ही एकोद्दिष्ट श्राद्ध करना चाहिये । एकादशाहे 
दिन वृषोल्सर्ग करे, उत्तम कपिला गौ दान दे और उसी 
दिनसे आरम्भ करके एक वर्षतक प्रतिदिन भक्ष्य-भोज्यके 


सृष्टिखण्ड ) 


* एकोदिष्ट आदि आद्धोंकी सिसि तथा आद्धोपयोमी तीर्थोका वर्णन + 


Srsshenseneesessaahsessasseessaeshesaaessesseeeessneeeeesenenganeeenrennnegphreeteeeneneesntneenenee ness 


३३ 


साथ तिळ और जरूसे भरा हुआ घड़ा दान करना 
चाहिये । [इसीको कुम्भदान कहते हैं |] तदनन्तर, वर्ष 
पूरा होनेपर सपिण्डीकरण श्राद्ध होना चाहिये! 
सपिण्डीकरणके बाद प्रेत [प्रेतत्वसे मुक्त होकर] 
पार्वणश्राद्धका अधिकारी होता है तथा गृहस्थके वृद्धि- 
सम्बन्धी कार्योमें आभ्युदयिक श्राद्धका भागी होता है। 
सपिण्डीकरण श्राद्ध देवश्रद्धपूर्वक करना चाहिये अर्थात्‌ 
उसमें पहले विश्वेदेवॉकी, फिर पितरोंकी पूजा होती है । 
सपिण्डीकरणमें जन पितरॉका आवाहन करे तो प्रेतका 
आसन उनसे अलग रखे। फिर चन्दन, जल और 
तिलसे युक्त चार अर्ध्यपात्र बनावे तथा प्रेतके 
अर्घ्यपात्रका जल तीन भागोंमें विभक्त करके पितरोंके 
अर्ध्य-पात्रोंमें डाले । इसी प्रकार पिण्डदान करनेवाला 
पुरुष चार पिण्ड बनाकर 'थे समाना:'-इत्यादि दो 
मन्तरोके द्वारा भ्रेतके पिण्डको तीन भागोंमें विभक्तं करे 
[और एक-एक भागको पितरोंके तीन पिण्डोंमें मिला 
दे] । इसी विधिसे पहले अर्घ्यको और फिर पिण्डोंको 
सङ्कल्पपूर्वक समर्पित करे। तदनन्तर, बह चतुर्थ व्यक्ति 
अर्थात्‌ प्रेत पितरोंकी श्रेणीमें सम्मिलित हो जाता है और 
अग्निस्वात्त आदि पितरोंके बीचमें बैठकर उत्तम अमृतका 
उपभोग करता है। इसलिये सपिण्डीकरण श्राद्धके बाद 
उस (प्रेत) को पृथक्‌ कुछ नहीं दिया जाता । पितरोंमें 
ही उसका भाग भी देना चाहिये तथा उन्हीके पिण्डॉमें 
स्थित होकर बह आपना भाग ग्रहण करता है। तनसे 
लेकर जन-जब संक्रान्ति और अहण आदि पर्व आवें, 
तब-तन तीन पिण्डोंका ही श्राद्ध करना चाहिये । केबल 
मृत्यु-तिथिको केवल उसीके लिये एकोद्दिष्ट श्राद्ध करना 
उचित है। पिताके क्षयाहके दिन जो एकोद्दिष्ट नहीं 
करता, वह सदाके लिये पिताका हत्यारा और भाईका 
बिनाश करनेवाला माना गया है। क्षयाह-तिथिको 
[एकोद्दिष्ट न करके] पार्वणश्राद्ध करनेवाला मनुष्य 
नरकगामी होता है। मृत व्यक्तिको जिस प्रकार 
अतयोगिसे छुटकारा मिले और उसे स्वर्गादि उत्तम 


लोकोंकी प्राप्ति हो, इसके लिये विधिपूर्वक आमश्राद्ध* 
करना चाहिये। कच्चे अन्नसे ही अग्रौकरणकी क्रिया करे 
और उसीसे पिण्ड भी दे । पहले या तीसरे महीनेमें भी 
जब मृत व्यक्तिका पिता आदि तीन पुरुषॉके साथ 
सपिण्डीकरण हो जाता है, तब प्रेतत्वके बन्धनसे उसकी 
मुक्ति हो जाती है। मुक्त होनेपर उससे लेकर तीन 
पीढ़ोतकके पितर सपिण्ड कहलाते हैं तथा चौथा 
सपिण्डकी श्रेणीसे निकलकर लेपभागी हो जाता है। 
कुशमें हाथ पॉछनेसे जो अंश प्राप्त होता है, बही उसके 
उपभोगमें आता है । पिता, पितामह और प्रपितामह--ये 
तीन पिण्डभागी होते हैं; और इनसे ऊपर चतुर्थ व्यक्ति 
अर्थात्‌ वृद्धप्रपितामहसे लेकर तीन पीढ़ीतकके पूर्वज 
केपभागभोजी माने जाते हैं। [छः तो ये हुए,] इनमें 
सातवां है स्वयं पिण्ड देनेवाला पुरुष ये ही सात पुरुष 
सपिण्ड कहलाते हैं। 

भीष्मजीने पूछा--त्रह्मनू ! हव्य और कव्यका 
दान मनुष्योंको किस प्रकार करना चाहिये ? पितृलोकमें 
उन्हें कौन ग्रहण करते हैं ? यदि इस मर्त्यलोकमें ब्राह्मण 
आद्धके अन्नको खा जाते हैं अथवा अभिमें उसका हवन 
कर दिया जाता है तो शुभ और अशुभ योनियोमें पड़े हुए 
श्रेत उस अन्नको कैसे खाते है- उन्हैँ वह किस प्रकार 
मिल पाता है ? 

पुलस्त्यजी खोले--राजन्‌ ! पिता जसुके, 
पितामह रुद्रके तथा प्रपितामह आदित्यके स्वरूप 
हैं--ऐसी वेदकी श्रुति है। पितरोंके नाम और गोत्र ही 
उनके पास हव्य और कव्य पहुँचानेवाले हैं। मन्त्रकी 
शक्ति तथा हृदयकी भक्तिसे श्राद्धका सार-भाग पितरोंको 
आप्त होता है। अभिष्नात्त आदि दिव्य पितर पिता-पितामह 
आदिके अधिपति हैं--वे ही उनके पास श्राद्धका अन्न 
पहुँचानेकी व्यवस्था करते हैं। पितरोंमेंसे जो लोग कहीं 
जन्म अहण कर लेते हैं, उनके भी कुछ-न-कुछ नाम, 
गोत्र तथा देश आदि तो होते ही हैं; [दिव्य पितरोंको 
उनका ज्ञान होता है और वे उसी पतेपर सभी वस्तुएँ 


१. कचे अन्नके द्वारा श्राद्ध । 


३४ 


पहुँचा देते हैं।] अतः यह भेंट-पूजा आदिके रूपमें 
दिया हुआ सन सामान प्राणियोके पास पहुँचकर उन्हे 
तृप्त करता है । यदि शुभ कमेकि योगसे पिता और माता 
दिव्ययोनिको श्राप हुए हों तो श्राद्धमें दिया हुआ अत्र 
अमृत होकर उस अवस्थामें भी उन्हें प्राप्त होता है । बही 
दैत्ययोनिमें भोगरूपसे, पशुयोनिमें तृणरूपसे, सर्पयोनिमें 
वायुरूपसे तथा यक्षयोनिमें पानरूपसे उपस्थित होता है । 
इसी प्रकार यदि माता-पिता मनुष्य-योनिमें हों तो उन्हें 
अन्न-पान आदि अनेक रूपोमें श्राद्धान्नकी प्राप्ति होती है। 
यह श्राद्ध कर्म पुष्प कहा गया है, इसका फल है ब्रह्मकी 
ओ्राप्ति । राजन्‌ ! श्राद्धसे प्रसन्न हुए पितर आयु, पुत्र, धन, 
विद्या, राज्य, लौकिक सुख, स्वर्ग तथा मोक्ष भी प्रदान 
करते हैं। 

भीष्पजीने पूछा--अ्रह्मन्‌ ! श्राद्धकर्ता पुरुष 
दिनके किस भागमें श्राद्धका अनुष्ठान करे तथा किन 
तीथेमिं किया हुआ श्राद्ध अधिक फल देनेवाला 
होता है ? 

पुलस्त्यजी खोले--राजन्‌ ! पुष्कर नामका तीर्थ 
सब तीर्थोमें श्रेष्ठतम माना गया है। बहाँ किया हुआ 
दान, होम, [श्राद्ध और जप निश्चय ही अक्षय फल 
प्रदान करनेबाला होता है। वह तीर्थ पितरों और 
ऋषियोंको सदा ही परम प्रिय है। इसके सिवा नन्दा, 
ललिता तथा मायापुरी (हरिद्वार) भी पुष्करके ही समान 
उत्तम तीर्थ हैं। मित्रपद और केदार-तीर्थ भी श्रेष्ठ हैं। 
गङ्गासागर नामक तीर्थको परम झुभदायक और 
सर्वतीर्थमय बतलाया जाता है। न्रह्मसर तीर्थ और शतद्ठु 
(सतलज) नदीका जल भी शुभ है | नैमिषारण्य नामक 
तीर्थ तो सब तीथॉका फल देनेवाला है । वहाँ गोमतीमें 
गङ्गाका सनातन स्त्रोत प्रकट हुआ है। नैमिषारण्यमें 
भगवान्‌ यज्ञ-वराह और देवाधिदेव शूलपाणि विराजते 
हैं। जहाँ सोनेका दान दिया जाता है, वहाँ महादेवजीकी 
अठारह भुजावाली मूर्ति है । पूर्वकालमें जहाँ घर्मचक्रकी 
नेमि जीर्ण-सीर्ण होकर गिरी थी, बही स्थान 
ैमिषारण्यके नामसे प्रसिद्ध हुआ। वहाँ सब तीर्थोका 
निवास है। जो वहाँ जाकर देवाधिदेव वराहका दर्शन 


» अर्चयस्व हथीकेश यदीच्छसि परं फ्दम्‌ + 


[ संक्षिप्त पदापुराण 


223%0:33 3:55 दतक ७४७७3 ७७३ केक कक **$ »&$ ७»: + ५:५७ *७ ४४ केक क$ % 9444093994 644664५206. 


करता है, वह धर्मात्मा पुरुष भगवान्‌ श्रीनारायणके 
धाममें जाता है । कोकामुख नामक क्षेत्र भी एक प्रधान 
तीर्थ है । यह इन्द्रलोकका मार्ग है । यहाँ भी नह्याजीके 
पितृतीर्थका दर्शन होता है। वहाँ भगवान्‌ ब्रह्माजी 
पुष्करारण्यमें विराजमान हैं। ब्रह्माजीका दर्शन अत्यन्त 
उत्तम एवं मोक्षरूप फल प्रदान करनेवाला है। कृत 
नामक महान्‌ पुण्यमय तीर्थ सब पापोंका नाशक है। 
वहाँ आदिपुरुष नरसिंहस्वरूप भगवान्‌ जनार्दन स्वयं ही 
स्थित हैं। इक्षुमती नामक तीर्थ पितरोंको सदा प्रिय है। 
गङ्गा और यमुनाके सङ्गम (प्रयाग) में भी पितर सदा 
सन्तुष्ट रहते हैं। कुरुक्षेत्र अत्यन्त पुण्यमय तीर्थ है। 
वहाँका पितृ-तीर्थ सम्पूर्ण अभीष्ट फलॉको देनेवाला है । 
राजन्‌! नीलकण्ठ नामसे विख्यात तीर्थ भी 
पितरोंका तीर्थ है । इसी प्रकार परम पवित्र भद्रसर तीर्थ, 
मानसरोवर, मन्दाकिनी, अच्छोदा, बिपाशा (व्यास 
नदी), पुण्यसलिला सरस्वती, सर्वमित्रपद, महाफल- 
दायक वैद्यनाथ, अत्यन्त पावन क्षिप्रा नदी, कालिञ्जर 
गिरि, तीर्थोद्भेद, हरोद्धेद, गर्भभेद, महालय, भद्रेश्वर, 
विष्णुपद, नर्मदाद्वार तथा गयातीर्थ--ये सब पितृतीर्थं 
हैं। महर्षियोंका कथन है कि इन तीर्थोमें पिण्डदान 
करनेसे समान फलकी प्राप्ति होती है। ये स्मरण करने 
मात्रसे लोगोंके सारे पाप हर लेते हैं; फिर जो इनमें 
पिण्डदान करते हैं, उनकी तो बात ही क्या है । ओङ्कार- 
तीर्थ, कावेरी नदी, कपिलाका जल, चण्डवेगा नदीमें 
मिली हुई नदियेकि सङ्गम तथा अमरकण्टक---ये सब 
पितृतीर्थं हैं। अमरकण्टकमें किये हुए स्जान आदि पुण्य- 
कार्य कुरुक्षेत्रकी अपेक्षा दसगुना उत्तम फल देनेनाले 
हैं। विख्यात शुहृतीर्थ एवं उत्तम सोमेश्वरतीर्थ अत्यन्त 
पवित्र और सम्पूर्ण व्याधियोंको हरनेवाले हैं । वहाँ श्राद्ध 
करने, दान देने तथा होम, स्वाध्याय, जप और निवास 
करनेसे अन्य तीथॉकी अपेक्षा कोटिगुना अधिक फल 
होता है। 
_ _ इनके अतिरिक्त एक कायावरोहण नामक तीर्थ है, 
जहाँ किसी ब्राह्मणके उत्तम भवनमें देवाधिदेव 
त्रिशूलधारी भगवान्‌ झङ्करका तेजस्वी अबतार हुआ था । 


* एकोदिष्ट आदि आद्धोंकी विधि तथा आ्राव्येपयोगी तीथॉका वर्णन + 


&85६४०४*००४&+॥७३४४३»४४५४५ ४४५४४ ४४५४:५५५ ५४४४ ३५४० ५५५४७5»2/:5*#*» ४ ४+ » ४:०५ ४४:५:५५५:$४४५3 ४ ४७४० है हज ४०४35: केणे णी, 


३५ 


इसीलिये वह स्थान परम पुण्यमय तीर्थ बन गया। 
चर्मण्वती नदी, शूलतापी, पयोष्णी, पयोष्णी-सङ्गम, 
महौषधी, चारणा, मागतीर्थपरबर्तिनी, पुण्यसलिला 
महावेणा नदी, महाशाल तीर्थ, गोमती, वरुणा, 
अम्नितीर्थ, भैरवतीर्थ, भृगुतीर्थ, गौरीतीर्थ, वैनायकतीर्थ, 
वस्रेश्वरतीर्थ, पापहरतीर्थ, पावनसलिला वेत्रवती 
(बेतवा) नदी, महारुद्रतीर्थ, महालिङ्गतीर्थ, दशार्णा, 
महानदी, झातरुद्रा, शताह्वा, पितृपदपुर, अङ्गारवाहिका 
नदी, शोण (सोन) और घर्धर (घाघरा) नामवाले दो 
नद, परमपावन कालिका नदी और शुभदायिनी पितरा 
नदी--ये समस्त पितृतीर्थ स्नान और दानके लिये उत्तम 
माने गये हैं। इन तीर्थोमें जो पिण्ड आदि दिया जाता है, 
वह अनन्त फल देनेवाला माना गया है । शतवटा नदी, 
ज्वाला, शरद्वी नदी, श्रीकृष्णतीर्थ--द्वारकापुरी, 
उदक्सरस्वती, मालवती नदी, गिरिकर्णिका, दक्षिण- 
समुद्रके तटपर विद्यमान भूतपापतीर्थ, गोकर्णतीर्थ, 
'गजकर्णतीर्थ, परम उत्तम चक्रनदी, श्रीशैल, शाकतीर्थ, 
नारसिंहतीर्थ, महेन्द्र पर्वत तथा पावनसलिला 
महानदी--इन सब तीथोंमें किया हुआ श्राद्ध भी सदा 
अक्षय फल प्रदान करनेवाला माना गया है! ये 
दर्शनमात्रसे पुण्य उत्पन्न करनेवाले तथा तत्काल समस्त 
पापोंको हर लेनेवाले हैं। 

पुण्यमयी तुङ्गभद्रा, चक्ररथी, भीमेश्वरतीर्थ, 
कृष्णवेणा, कावेरी, अञ्जना, पावनसलिला गोदावरी, 
उत्तम त्रिसन्ध्यातीर्थ और समस्त तीथाँसे नमस्कृत 
त्र्यम्बकतीर्थ, जहाँ 'भीम' नामसे प्रसिद्ध भगवान्‌ शङ्कर 
स्वयं विराजमान हैं, अत्यन्त उत्तम हैं । इन सममें दिया 
हुआ दान कोटिगुना अधिक फल देनेवाला है । इनके 
स्मरण करनेमात्रसे पापोंके सैकड़ों टुकड़े हो जाते हैं। 
परम पावन श्रीपर्णा नदी, अत्यन्त उत्तम व्यास-तीर्थ, 
मल्स्यनदी, राका, शिवधारा, विख्यात भवतीर्थ, सनातन 
पुण्यतीर्थ, पुण्यमय रामेश्वरतीर्थ, वेणायु, अमलपुर, 
असिद्ध मङ्गलतीर्थ, आत्मदर्शतीर्थ, अलम्नुषतोर्थ, 
बत्सवातेश्वरतीर्थ, गोकामुखतीर्थ, गोवर्धन, हरिशचन्द्र, 
पुरश्चद्र, पृथूदक, सहस्राक्ष, हिरण्याक्ष, कदली नदी, 


नामधेयतीर्थ, सौमित्रिसङ्गमतीर्थ, इन्द्रनील, महानाद तथा 
प्रियमेलक--ये भी श्राद्धके लिये अत्यन्त उत्तम माने 
गये हैं; इनमें सम्पूर्ण देवताओका निवास बताया जाता 
है। इन सबमें दिया हुआ दान कीटिगुना अधिक फल 
देनेबाल्ल होता है। पावन नदी बाहुदा, शुभकारी, 
सिद्धवट, पाशुपततीर्थ, पर्यटिका नदी- इन सबमें 
किया हुआ श्राद्ध भी सौ करोड़ गुना फल देता है। इसी 
प्रकार पञ्चतीर्थ और गोदावरी नदी भी पवित्र तीर्थ हैं। 
गोदावरी दक्षिण-वाहिनी नदी है । उसके तटपर हजारों 
शिवलिङ्ग हैं। वहीं जामदग्न्यतीर्थ और उत्तम 
मोदायतनतीर्थ हैं, जहाँ गोदावरी नदी प्रतीकके भयसे 
सदा प्रवाहित होती रहती हैं । इसके सिवा हव्य-कव्य 
नामका तीर्थ भी है । वहाँ किये हुए श्राद्ध, होम और दान 
सौ करोड़ गुना अधिक फल देनेवाले होते हैं, 
सहस्नलिङ्ग और राधवेश्वर नामक तीर्थका माहात्म्य भी 
ऐसा ही है। वहाँ किया हुआ श्राद्ध अनन्तगुना फल देता 
है। शालग्रामतीर्थ, असिद्ध शोणपात (सोनपत) तीर्थ, 
बैश्वानराशयतीर्थ, सारस्वततीर्थ, स्वामितीर्थ, मलंदण 
नदी, पुण्यसलिला कौशिकी, चन्द्रका, विदर्भा, वेगा, 
प्राड्मुखा, कावेरी, उत्तरङ्गा और जालन्धर गिरि--इन 
तीथॉमें किया हुआ श्राद्ध अक्षय हो जाता है। 
-लोहदण्डतीर्थ, चित्रकूट, सभी स्थानोंमें गङ्ानदीके दिव्य 
एवं कल्याणमय तट, कुञ्जाम्नक, उर्वज्ञी-पुलिन, 
संसारमोचन और ऋणमोचनतीर्थ--इनमें किया हुआ 
श्राद्ध अनन्त हो जाता है । आट्टहासतीर्थ, गौतमेश्वरतीर्थ, 
वसिष्ठतीर्थ, भारततीर्थ-ब्रह्मावर्त, कुशावर्त, हंसतीर्थ, 
असिद्ध पिण्डारकतीर्थ, शद्धोद्धारतीर्थ, भाण्डेश्वरतीर्थ, 
निल्बकतीर्थ, नीलपर्वत, सब तीर्थोका राजाधिराज 
बदरीतीर्थ, चसुघारातीर्थ, रामतीर्थ, जयन्ती, विजय तथा 
झुकृतीर्थ--इनमें पिण्डदान करनेवाले पुरुष परम पदको 
आप्त होते हैं। 
मातृगृहतीर्थ, करवीरपुर तथा सब तीथाँका स्वामी 
सप्तगोदावरी नामक तीर्थ भी अत्यन्त पावन हैं। जिन्हें 
अनन्त फल प्राप्त करनेकी इच्छा हो, उन पुरुषोंको इन 
तीर्थोमें पिण्डदान करना चाहिये। मगध देशमें गया 


३६ 


* अर्चयस्क इषीकेश यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


323४ ५३ ५९-५५: ४.१५. ५९ ५ ९-५४५ ५४९ ४५५४ ४९ १५ ५४ ५५५ ४५ ४४५ ४५४ ४९. ४४ ॥ ९९+ ‰ ४४ ५४५५७४५४५५४५ ५४५५४५. 


नामकी पुरी तथा राजगृह नामक वन पावन तीर्थ हैं। 
नहीं च्यवन मुनिका आश्रम, पुनःपुना (पुनपुन) नदी 
और विषयाराधन-तीर्थ--ये सभी पुण्यमय स्थान हैं। 
राजेन्द्र ! लोगोंमें यह किंवदन्ती प्रचलित है कि एक 
समय सब मनुष्य यही कहते हुए तीथों और मन्दिरॉमे 
आये थे कि “क्या हमारे कुलमें कोई ऐसा पुत्र उत्पन्न 
होगा, जो गयाकी यात्रा करेगा ? जो वहाँ जायगा, वह 
सात पीढ़ीतकके पूर्वजोंको और सात पीढ़ीतककी 
'होनेवाली सन्तानोंको तार देगा।' मातामह आदिके 
सम्बन्धमें भी यह सनातन श्रुति चिरकालसे प्रसिद्ध है; वे 
कहते हैं--'ब्या हमारे वंशमें एक भी ऐसा पुत्र होगा, 
जो अपने पितरॉंकी हट्टियोंको ले जाकर गङ्गामें डाले, 
सात-आठ तिलोंसे भी जलाञ्जलि दे तथा पुष्करारण्य, 
नैमिषारण्य और धर्मारण्यमें पहुँचकर भक्तिपूर्वक श्राद्ध 
एवं पिण्डदान करे ?' गया क्षेत्रके भीतर जो धर्मपृष्ठ, 
ब्रह्मसर तथा गयाशीर्षवट नामक तीर्थोमें पितरोंको 
पिण्डदान किया जाता है, वह अक्षय होता है । जो घरपर 
श्राद्ध करके गया-तीर्थकी यात्रा करता है, वह मार्गमें पैर 
रखते ही नरकमें पड़े हुए पितरोंको तुरंत स्वर्गमें पहुँचा 
देता है। उसके कुलमें कोई प्रेत नहीं होता। गयामें 
पिष्डदानके प्रभावसे प्रेतत्वसे छुटकारा मिल जाता है। 
[गयामें] एक मुनि थे, जो अपने दोनों हाथोंके 
अग्रभागमें भरा हुआ ताम्रपात्र लेकर आमोकी जड़में 
पानी देते थे; इससे आमोंकी सिंचाई भी होती थी और 
उनके पितर भी तृप्त होते थे। इस प्रकार एक ही क्रिया 
दो प्रयोजनोंको सिद्ध करनेवाली हुई । गयामें पिण्डदानसे 
बढ़कर दूसरा कोई दान नहीं है; क्योकि वहाँ एक ही 
पिण्ड देनेसे पितर तृप्त होकर मोक्षको प्राप्त होते हैं। 
कोई-कोई मुनीश्वर अन्नदानको श्रेष्ठ बतल्त्रते है-और कोई 
बस्नदानको उत्तम कहते हैं । वस्तुतः गयाके उत्तम तीर्थॉमें 
मनुष्य जो कुछ भी दान करते हैं, बह धर्मका हेतु और 
श्रेष्ठ कहा गया है! 


यह तीर्थोका संग्रह मैंने संक्षेपमें बतलाया है; 
विस्तारसे तो इसे बृहस्पतिजी भी नहीं कह सकते, फिर 
मनुष्यकी तो बात ही क्या है । सत्य तीर्थ है, दया तीर्थ 
है, और इन्द्रियोंका निग्रह भी तीर्थ है । मनोनिग्रहको भी 
तीर्थ कहा गया है । सबेरे तीन मुहूर्त (छः घड़ी) तक 
आतःकाल रहता है । उसके बाद तीन मुहूर्ततकका समय 
सङ्ग कहलाता है। तत्पश्चात्‌ तीन मुहूर्ततक मध्याह 
होता है। उसके नाद उतने ही समयतक अपराह्न रहता 
है। फिर तीन मुहूर्ततक सायाह होता है । सायाह-कालमें 
श्राद्ध नहीं करना चाहिये; क्योंकि वह राक्षसी वेला है, 
अतः सभी कर्मेकि लिये निन्दित है। दिनके पंद्रह मुहूर्त 
बतलाये गये हैं । उनमें आठवा मुहूर्त, जो दोपहरके बाद 
पड़ता है, 'कुतप' कहलाता है। उस समयसे धीरे-धीरे 
सूर्यका ताप मन्द पड़ता जाता है। वह अनन्त फल 
देनेवाला काल है । उसीमें श्राद्धका आरम्भ उत्तम माना 
जाता है। खड्गपात्र, कुतप, नेपालदेशीय कम्बल, 
सुबर्ण, कुश, तिल तथा आठवा दौहित्र (पुत्रीका 
पुत्र) --ये कुत्सित अर्थात्‌ पापको सन्ताप देनेवारे हैं; 
इसलिये इन आठोंको 'कुतप' कहते हैं। कुतप मुहूर्तके 
बाद चार मुहूर्ततक अर्थात्‌ कुल पाँच मुहूर्त स्वधा-वाचन 
(श्राद्ध) के लिये उत्तम काळ है । कुश और काले तिल 
भगवान्‌ श्रीविष्णुके शरीरसे उत्पन्न हुए हैं। मनीषी 
पुरुषेने श्राद्धका लक्षण और काल इसी प्रकार बताया 
है। तीर्थवासियोंको तीर्थके जलमें प्रवेश करके पितरेकि 
लिये तिल और जलकी अञ्जलि देनी चाहिये। एक 
हाथमें कुश लेकर घरमें श्राद्ध करना चाहिये। यह 
तीर्थ-श्राद्धका विवरण पुण्यदायक, पवित्र, आयु 
बढ़ानेचाला तथा समस्त पापॉका निवारण करनेवाला है । 
इसे स्वयं ब्रह्माजीने अपने श्रीमुखसे कहा है। 
तीर्थनिवासियोंको श्राद्धके समय इस अध्यायका पाठ 
करना चाहिये। यह सब पापोंकी शान्तिका साधन और 
दरिद्रताका नाशक है। 


—k—— 


सृष्टिखण्ड ] 


= चन्द्रमाकी उत्पत्ति तथा यदुवंश एवं सहस्तार्जुनके प्रभावका वर्णन « 


ङ्छ 


2099990000:0092-3002:००१०००११०:०१०:९०००००००००५००००००००००००७१०:७०७०-७०-९००:७०-७-९७००७७७-७०००००१९९००७०१:०९११०११०००००००००००००८०-१-००१४०१०० 


चन्द्रमाकी उत्पत्ति तथा यदुवंश एवं सहस्त्रार्जुनके प्रभावका वर्णन 


भीष्मजीने पूछा--समस्त शास्त्रॉके ज्ञाता 
पुलस्त्यजी ! चन्द्रवंशकी उत्पत्ति कैसे हुई? उस 
बंशमें कौन-कौन-से राजा अपनी कीर्तिका विस्तार 
करनेबाले हुए ? 
पुलस्त्यजीने कहा--राजन्‌ ! पूर्वकालमें 
ब्रह्माजीने महर्षि अत्रिको सृष्टिके लिये आज्ञा दी । तब 
उन्होंने सृष्टिकी शक्ति प्राप्त करनेके लिये अनुत्तर* 
नामका तप किया । वे अपने मन और इन्द्रियॉके संयममें 
तत्पर होकर परमानन्दमय ब्रह्मका चिन्तन करने लगे । 
एक दिन महर्षिके नेत्रोंसे कुछ जलकी बुँदे टपकने लगी, 
जो अपने प्रकाशसे सम्पूर्ण चराचर जगत्को प्रकाशित 
कर रही थीं। दिशाओं [की अधिष्ठात्री देवियों] ने 
स्त्रीरूपमें आकर पुत्र पानेकी इच्छासे उस जलको ग्रहण 
कर लिया। उनके उदरमें वह जल गर्भरूपसे स्थित 
हुआ। दिशाएँ उसे धारण करनेमें असमर्थ हो गयीं; अतः 
उन्होंने उस गर्भको त्याग दिया। तब ब्रह्माजीने उनके 
छोड़े हुए गर्भको एकत्रित करके उसे एक तरुण पुरुषके 
रूपमें प्रकट किया, जो सब प्रकारके आयुधोंको धारण 
करनेवाला था। फिर वे उस तरुण पुरुषको देवशक्ति- 
सम्पन्न सहस्र नामक रथपर निठाकर अपने लोकमें ले 
गये। तब न्रह्मर्षियोने कहा--'ये हमारे स्वामी हैं।' 
तदनन्तर ऋषि, देवता, गन्धर्व और अप्सयएँ उनकी स्तुति 
करने लगी । उस समय उनका तेज बहुत बढ़ गया। उस 
तेजके विस्तारसे इस पृथ्वीपर दिव्य ओषधियाँ उत्पन्न 
हुई । इसीसे चन्द्रमा ओषधियोंके स्वामी हुए तथा द्विजोंमें 
भी उनकी गणना हुई। वे शुक्ृपक्षमें बढ़ते और 
कृष्णपक्षमें सदा क्षीण होते रहते हैं। कुछ कालके बाद 
अचेताओंके पुत्र प्रजापति दक्षने अपनी सत्ताईस कन्याएँ 
जो रूप और लावण्यसे युक्त तथा अत्यन्त तेजस्विनी थीं, 
चन्द्रमाको पत्नीरूपमें अर्पण कीं। तत्पश्चात्‌ चन्द्रमाने 
केवल श्रीविष्णुके ध्यानमें तत्पर होकर चिरकालतक 
बड़ी भारी तपस्या की। इससे प्रसन्न होकर परमात्मा 


श्रीनारायणदेवने उनसे वर माँगनेको कहा । तब चन्द्रमाने 
यह वर माँगा- “मैं इन्द्रलोकर्मे राजसूय यज्ञ करूँगा। 
उसमें आपके साथ ही सम्पूर्ण देवता मेरे मन्दिरमें प्रत्यक्ष 
अकट होकर यज्ञभाग ग्रहण करें। शूलघारी भगवान्‌ 
श्रीशङ्कर मेरे यज्ञकी रक्षा करें।' 'तथास्तु' कहकर 
भगवान्‌ श्रीविष्णुने स्वये ही राजसूय यज्ञका समारोह 
किया । उसमें अत्रि होता, भृगु अध्वर्यु और ब्रह्माजी 
उद्गाता हुए । साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीहरि ब्रह्मा बनकर यजके 
दरष्टा हुए तथा सम्पूर्ण देवताओने सदस्यका काम 
सँभाला। यज्ञ पूर्ण होनेपर चन्द्रमाको दुर्लभ ऐश्वर्य 
मिला और चे अपनी तपस्याके भ्रभावसे सातों लोकोंके 
स्वामी हुए । 

चन्द्रमासे बुधकी उत्पत्ति हुई। ब्रह्मर्षियोंके साथ 
ब्रह्माजीने बुधको भूमण्डलके राज्यपर अभिषिक्त करके 
उन्हें हॉकी समानता प्रदान की। बुधने इलाके गर्भसे 
एक धर्मात्मा पुत्र उत्पन्न किया, जिसने सौसे भी अधिक 
अश्वमेघ यज्ञोंका अनुष्ठान किया । वह पुरूरबाके नामसे 
विख्यात हुआ। सम्पूर्ण जगत्के लोगोंने उसके सामने 
मस्तक झुकाया । पुरूरवाने हिमालयके रमणीय शिखरपर 
बरह्माजीकी आराधना करके लोकेश्वरका पद प्राप्त किया । 
चे सातों द्वीपोके स्वामी हुए। केशी आदि दैत्येने उनकी 
दासता स्वीकार की । उर्वशी नामकी अप्सरा उनके रूपपर 
मोहित होकर उनकी पत्नी हो गयी । राजा पुरूरवा सम्पूर्ण 
लोकोके हितैषी राजा थे; उन्होंने सातों द्वीप, बन, पर्वत 
और काननॉसहित समस्त भूमण्डलका धर्मपूर्वक पालन 
किया । उर्वशीने पुरूरवाके वीर्यसे आठ पुत्रॉंको जन्म 
दिया। उनके नाम ये हैं-आयु, दृढायु, वश्यायु, 
धनायु, वृत्तिमान्‌, वसु, दिविजात और सुबाहु--ये सभी 
दिव्य बल और पराक्रमसे सम्पन्न थे। इनमेंसे आयुके 
.पाँच पुत्र हुए--नहुष, वृद्धशार्मा, रजि, दम्भ और 
चिपाप्मा। ये पांचों वीर महारथी थे । रजिके सौ पुत्र हुए, 
जो राजेयके नामसे विख्यात थे। राजन्‌! रजिने 


० जिससे बड़ा दूसरा कोई तप न हो, जह लोकोत्तर तपस्या ही “अनुतर' सपके नामसे कही गयी है। 


३८ 


« अर्चयस्व हवीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ » 


FrrrmeneseserepnennnnneneseaesesesesesssesesssenpnsnsnsseeensAareee*००^०००५०५५०४५५५००५५५५ ५५४०५०५०५५४४१. 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


तपस्याद्वारा पापके सम्पर्कसे रहित भगवान्‌ श्रीनारायणकी 
आसधना की। इससे सन्तुष्ट होकर श्रीविष्णुने उन्हें 
जरदान दिया, जिससे रजिने देवता, असुर और 
मनुष्योंको जीत लिया। 

अब मैं नहुषके पुत्रॉका परिचय देता' हूँ। उनके 
सात पुत्र हुए और वे सब-के-सब धर्मात्मा थे। उनके 
नाम ये हैं--यति, थयाति, संयाति, उद्धव, पर, वियति 
और विद्यसाति । ये सातों अपने वंशका यश बढ़ानेवाले 
थे। उनमें यति कुमारावस्थामें ही वानप्रस्थ योगी हो 
गये.। ययाति राज्यका पालन करने लगे । उन्होंने एकमात्र 
धर्मकी ही शरण ले रखी थी! दानवराज वृषपर्वाकी 
कन्या शर्मिष्ठा तथा शुक्राचार्यकी पुत्री सती 
देवयानी--ये दोनों उनकी पलियाँ थीं। ययातिके पाँच 
पुत्र थे। देवयानीने यदु और तुर्वसु नामके दो पुत्रॉको 
जन्म दिया तथा हार्मिष्ठाने द्रुह्यु, अनु और पूरु नामक 
तीन पुत्र उत्पन्न किये । उनमें यदु और पूरु- थे दोनों 
अपने वंशका विस्तार करनेवाले हुए। यदुसे यादवोंकी 
उत्पत्ति हुई, जिनमें पृथ्वीका भार उतारने और पाण्डबॉका 
हित करनेके लिये भगवान्‌ बलराम और श्रीकृष्ण प्रकट 
हुए हैं। यदुके पाँच पुत्र हुए, जो देवकुमारोंके समान थे। 
उनके नाम थे--सहस्त्जित, क्रोष्ट, नील, अज्ञिक और 
रघु । इनमें सहस्तजित्‌ ज्येष्ठ थे । उनके पुत्र राजा झातजित्‌ 
हुए। शतजितके हैहय, हय और उत्तालहय--ये तीन 
पुत्र हुए, जो बड़े धर्मात्मा थे। हैहयका पुत्र धर्मनेत्रके 
नामसे विख्यात हुआ । घर्मनेत्रके कुम्भि, कुम्भिके संहत 
और संहतके महिष्मान्‌ नामक पुत्र हुआ । महिष्मानसे 
भद्रसेन नामक पुत्रका जन्म हुआ, जो बड़ा प्रतापी था। 
वह काशीपुरीका राजा था। भद्रसेनके पुत्र राजा दुर्दर्श 
हुए। दुर्दर्शके पुत्र भीम और भीमके बुद्धिमान्‌ कनक 
हुए। कनकके कृताभि, कृतवीर्य, कृतधर्मा और 
कृतौजा--ये चार पुत्र हुए, जो संसारमें विख्यात थे। 
कृतवीर्यका पुत्र अर्जुन हुआ, जो एक हजार भुजाऑसे 
सुशोभित एवं सातों द्वीपोंका राजा था। राजा कार्तनीर्यने 
दस हजार वर्षोतक दुष्कर तपस्या करके भगवान्‌ 
दत्तात्रेयजीकी आराधना की । पुरुषोत्तम दत्तात्रेयजीने उन्हें 


चार वरदान दिये। राजाओंमें श्रेष्ठ अर्जुनने पहले तो 
अपने लिये एक हजार भुजाएँ माँगी । दूसरे वरके द्वारा 
उन्होंने यह प्रार्थना की कि "मेरे राज्यमें लोगोंको 
अधर्मकी बात सोचते हुए भी मुझसे भय हो और वे 
अधर्मके मार्गसे हट जाये ।' तीसरा वरदान इस प्रकार 
था--'मैं युद्धमें पृथ्वीको जीतकर धर्मपूर्वक बलका 
संग्रह करूँ ।” चौथे वरके रूपमें उन्होंने यह माँगा कि 
“संग्राममे लड़ते-लड़ते मैं आपनी अपेक्षा श्रेष्ठ वीरके 
हाथसे मारा जाऊँ राजा ऑर्जुनने सातों द्वीप और नगरोंसे 
युक्त तथा सातो समुद्रोंसे घिरी हुई इस सारी पृथ्वीको 
क्षात्रधर्मके अनुसार जीत लिया था। उस बुद्धिमान्‌ 
नरेशके इच्छा करते ही हजार भुजाएँ प्रकट हो जाती थीं। 
महाबाहु अर्जुनके सभी यज्ञॉमें पर्याप्त दक्षिणा बाँटी जाती 
थी। सबमें सुवर्णमय यूप (स्तम्भ) और सोनेकी ही 
वेदियाँ बनायी जाती थीं। उन यज्ञॉमें सम्पूर्ण देवता 
सज-घजकर विमानॉपर बैठकर त्यक्ष दर्शन देते थे। 
महाराज कार्तबीर्यने पचासी हजार वर्षोतक एकछत्र राज्य 
किया | वे चक्रवर्ती राजा थे । योगी होनेके कारण अर्जुन 
'समय-समयपर मेघके रूपमें प्रकट हो वृष्टिके द्वारा 
अजाको सुख पहुँचाते थे । प्रत्यञ्चाके आघातसे उनकी 
भुजाओंकी त्वचा कठोर हो गयी थी। जब वे अपनी 
हजारों भुजाओंके साथ संग्राममें खड़े होते थे, उस समय 
सहस्रों किरणोंसे सुशोभित शरत्कालीन सूर्यके समान 
तेजस्वी जान पड़ते थे। परम कान्तिमान्‌ महाराज अर्जुन 
माहिष्मतीपुरीमें निवास करते थे और वर्षाकालमें 
समुद्रका वेग भी रोक देते थे। उनकी हजारों भुजाओंके 
आलोडनसे समुद्र क्षुब्ध हो उठता था और उस समय 
'पातालबासी महान्‌ असुर लुक-छिपकर निश्चेष्ट हो 
जाते थे। 

एक समयकी बात है, बे अपने पाँच बाणोंसे 
अभिमानी रावणको सेमासहित मूर्छित करके 
माहिव्मतीपुरीमें ले आये। वहाँ ले जाकर उन्होंने 
रावणको कैदमें डाल दिया । तब मैं (पुलस्त्य) अर्जुनको 
असन्न करनेके लिये गया। राजन्‌! मेरी बात मानकर 
उन्होंने मेरे पौत्रको छोड़ दिया और उसके साथ मित्रता 


कर ली । किन्तु विधाताका बल और पराक्रम अद्भुत है, जयध्वज । जयध्वजका पुत्र महाबली तालजङ्घ हुआ । 
जिसके प्रभावसे भृगुनन्दन परशुरामजीने राजा तालजदूके सौ पुत्र हुए, जिनकी तालुजङ्घखके नामसे ही 
कार्तवीर्यकी हजारों भुजाओंको सोनेके तालवनकी भाँति प्रसिद्धि हुई। उन हैहयवंशीय राजाऑके पाँच कुल 
संग्राममें काट डाला । कार्तवीर्य अर्जुनके सौ पुत्र थे; हुए--वीतिहोत्र, भोज, अवन्ति, तुण्डकेर और विक्रान्त । 
किन्तु उनमें पाँच महारथी, अस्नविद्यामें निपुण, बलवान, ये सब-के-सब तालजङ्घ ही कहलाये । दीतिहोत्रका पुत्र 
शूर, धर्मात्मा और महान्‌ ब्रतका पालन करनेवाले थे। अनन्त हुआ, जो बड़ा पराक्रमी था । उसके दुर्जय नामक 


उनके नाम थे--शूरसेन, शूर, धृष्ट, कृष्ण और 


पुत्र हुआ, जो शत्रुओंका संहार करनेवाला था। 


यदुवंशके अन्तर्गत क्रोष्ट॒ आदिके बंश तथा श्रीकृष्णावतारका वर्णन 


पुलस्त्यजी कहते हैं--राजेन्द्र! अब यदुपुत्र 
करोष्टुके वंशका, जिसमें श्रेष्ठ पुरुषोने जन्म लिया था, 
वर्णन सुनो । क्रोष्टके ही कुलमें बृष्णिबंशावर्तस भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका अवतार हुआ है। क्रोष्टुके पुत्र महामना 
वृजिनीवाम्‌ हुए । उनके पुत्रका नाम स्वाति था। स्वातिसे 
कुझङकुका जन्म हुआ । कुशह्लुसे चित्ररथ उत्पन्न हुए, जो 
शशविन्दु नामसे विख्यात चक्रवर्ती राजा हुए। 
झाशविन्दुके दस हजार पुत्र हुए। वे बुद्धिमान, सुन्दर, 
प्रचुर वैभवशाली और तेजस्वी थे । उनमें भी सौ प्रधान 
थे। उन सौ पुत्रोमें भी, जिनके नामके साथ 'पृथु' शब्द 
जुड़ा था, वे महान्‌ बलवान्‌ थे। उनके पूरे नाम इस 
प्रकार हैं--पृथुश्रबा, पृथुयशा, पृथुतेजा, पृथूद्धव, 
पृथुकीर्ति और पृथुमति । पुराणोंके ज्ञाता पुरुष उन सबमें 
पृथुश्रवाको श्रेष्ठ बतलाते हैं। पृथुश्रवासे उशना नामक 
पुत्र हुआ, जो शत्रुओँको सन्ताप देनेवाला था । उशनाका 
पुत्र शिनेयु हुआ, जो सञ्ञनेंमे श्रेष्ठ था । शिनेयुका पुत्र 
रुक्मकचच नामसे प्रसिद्ध हुआ, वह शत्रुसेनाका विनाश 
करनेवाला था। राजा रुक्मकबंचने एक बार अश्वमेध 
यज्ञका आयोजन किया और उसमें दक्षिणाके रूपमें यह 
सारी पृथ्वी ब्राह्मणोंको दे दी। उसके रुक्मेषु, पृथुरुक्म, 
ज्यामघ, परिघ और हरि->ये पाँच पुत्र उत्पन्न हुए, जो 
महान्‌ बलवान्‌ और पराक्रमी थे। उनमेंसे परिध और 
हरिको उनके पिताने विदेह देशके राज्यपर स्थापित 
किया । रुक्मेषु राजा हुआ और पृथुरुकम उसके अधीन 
होकर रहने लगा। उन दोनेनि मिलकर अपने भाई 
ज्यामषको घरसे निकाल दिया। ज्यामघ ऋक्षवान्‌ 


पर्वतपर जाकर जंगली फल-मूलॉसे जीनन-निर्वाह करते 
हुए वहाँ रहने लगे। ज्यामघकी स्त्री दौब्या बड़ी 
'सती-साध्वी स्त्री थी। उससे विदर्भ नामक पुत्र हुआ । 
विदर्भसे तीन पुत्र हुए---क्रथ, कैशिक और लोमपाद । 
राजकुमार क्रथ और कैशिक बड़े विद्वान्‌ थे तथा 
लोमपाद परम धर्मात्मा थे । तत्पश्चात्‌ राजा विदर्भने और 
भी अनेकों पुत्र उत्पन्न किये, जो युद्ध-कर्ममें कुशल तथा 
शूरवीर थे । लोमपादका पुत्र नभु और बभुका पुत्र हेति 
हुआ। कैशिकके चिदि नामक पुत्र हुआ, जिससे चैद्य 
राजाऑकी उत्पत्ति बतलायी जाती है । 

विदर्भका जो क्रथ नामक पुत्र था, उससे कुन्तिका 
जन्म हुआ, कुन्तिसे घृष्ट और धृष्टे पृष्टकी उत्पत्ति हुई! 
पृष्ट प्रतापी राजा था । उसके पुत्रका नाम निर्वृति था। वह 
परम धर्मात्मा और झातरुवीरोंका नाशक था। निर्वृतिके 
दाशार्ह नामक पुत्र हुआ, जिसका दूसरा नाम विदूरथ 
था। दाशाईका पुत्र भीम और भीमका जीमूत हुआ। 
जीमूतके पुत्रका नाम विकल था | विकलसे भीमरथ 
नामक पुत्रकी उत्पत्ति हुई । भीमरथका पुत्र नवरथ, 
नवरथका दृढरथ और दृढरथका पुत्र शकुनि हुआ। 
झकुनिसे करम्भ और करण्भसे देवरातका जन्म हुआ । 
देवरातके पुत्र महायशस्वी राजा देवक्षत्र हुए । देवक्षत्रका 
पुत्र देवकुमारके समान अत्यन्त तेजस्वी हुआ। उसका 
नाम मधु था । मधुसे कुरुवशका जन्म हुआ । कुरुवशके 
पुत्रका नाम पुरुष था। सह पुरुषोमें श्रेष्ठ हुआ । उससे 
विदर्भकुमारी भद्रवतीके गर्भसे जन्तुका जन्म हुआ। 
जन्तुका दूसरा नाम पुरुद्धसु था। जन्तुकी पलीका नाम 


xo 


+ आर्घयस्व हवीकेसं यदीच्छसि परं पदम्‌ » 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


SkareneesersesssepehessssasssnesssnensnsnesnneseesseheeeArannesseeacnnn१५५५५१५५१५५०५५५५४५४५०५॥४१ ५०५४०५० 


बेत्रकी था। उसके गर्भसे सत्त्तगुणसम्पन्न सात्वतकी 
उत्पति हुई। जो सात्वतबंशकी कीर्तिका विस्तार 
करनेवाले थे। सत्त्वगुणसम्पन्न सात्वतसे उनकी रानी 
कौसल्याने भजिन, भजमान, दिव्य राजा देवावृध, 
अन्धक, महाभोज और वृष्णि नामके पुत्रोंको उत्पन्न 
किया । इनसे चार वंशका विस्तार हुआ ! उनका वर्णन 
सुनो । भजमानकी पल्ली सृञ्यकुमारी सृञ्जयीके गर्भसे 
भाज नामक पुत्रकी उत्पत्ति हुई । भाजसे भाजकोंका जन्म 
हुआ। भाजकी दो स्त्रियाँ थीं। उन दोनेनि बहुत-से पुत्र 
उत्पन्न किये। उनके नाम हैं-विनय, करुण और 
वृष्णि | इनमें वृष्णि शत्रुके नगरोंपर विजय पानेवाले थे । 
भाज और उनके पुत्र-सभी भाजक नामसे प्रसिद्ध हुए; 
क्योंकि भजमानसे इनकी उत्पत्ति हुई थी । 

देवावृधसे बन्नु नामक पुत्रका जन्म हुआ, जो सभी 
उत्तम गुणॉसे सम्पन्न था। पुराणोंके ज्ञाता विद्वान्‌ पुरुष 
महात्मा देवावृधके गुणॉका बखान करते हुए इस बंशके 
विषयमें इस प्रकार अपना उद्वार प्रकट करते हैं-- 
“देवावृध देवताओके समान हैं और अश्नु समस्त 
मनुष्यमें श्रेष्ठ हँ । देवावृध और बभ्रुके उपदेशसे छिहत्तर 
हजार मनुष्य मोक्षको प्राप्त हो चुके हैं।' बध्रुसे भोजका 
जन्म हुआ, जो यज्ञ, दान और तपस्यामें धीर, 
ब्राह्मणभक्त, उत्तम ब्रतोंका दृढतापूर्वक पालन करनेवाले, 
रूपवान्‌ तथा महातेजस्वी थे। शरकान्तकी कन्या 
मृतकावती भोजकी पत्री हुई। उसने भोजसे कुकुर, 
भजमान, समीक और बलबर्हिष--ये चार पुत्र उत्पन्न 
किये। कुकुरके पुत्र घुष्णु, धृष्णुके घृति, धृतिके 
कपोतरोमा, कपोतरोमाके जैमित्ति, नैमित्तिके सुसुत और 
सुसुतके पुत्र नरि हुए। नरि बड़े विद्वान्‌ थे । उनका दूसरा 
नाम चन्दनोदक दुन्दुभि बतलाया जाता है। उनसे 
अभिजित्‌ और अभिजितूसे पुनर्वसु नामक पुत्र उत्पन्न 
हुआ। इजजुविजयी पुनर्वसुसे दो सन्तानें हुई; एक पुत्र 
और एक कन्या । पुत्रका नाम आहुक था और कन्याका 
आहुकी । भोजवेशमें कोई असत्यवादी, तेजहीन, यज्ञ न 
करनेवाला, हजारसे कम दान करनेवाला, अपवित्र और 
मूर्ख नहीं था। भोजसे बढ़कर कोई हुआ ही नहीं । यह 


भोजनंश आइुकतक आकर समाप्त हो गया । 

आहुकने आपनी बहिन आहुकीका ब्याह अवन्ती 
देशमें किया था। आहुककी एक पुत्री भी थी, जिसने दो 
पुत्र उत्पन्न किये। उनके नाम हैं--देनक और उग्रसेन । 
बे दोनों देवकुमारोंके समान तेजस्वी हैं । देवकके चार पुत्र 
हुए, जो देवताओके समान सुन्दर और वीर हैं। उनके 
नाम हैं-देववान्‌, उपदे, सुदेव और देवरक्षक । उनके 
सात बहिनें थीं, जिनका ब्याह देवकने खसुदेवजीके साथ 
कर दिया। उन सार्तेके नाम इस प्रकार हैं-देनकी, 
श्रुतदेवा, यशोदा, श्रुतिश्रवा, श्रीदेवा, उपदेना और 
सुरूपा । उम्रसेनके नौ पुत्र हुए। उनमें कंस सबसे बड़ा 
था । शेषके नाम इस प्रकार हैं--न्यग्रोध, सुनामा, कडू, 
शङ्कु, सुभू, राष्ट्रपाल, बद्धमुष्टि और सुमुष्टिक। उनके 
पाँच बहिनें थीं--कंसा, कंसवती, सुरभी, राष्ट्रपाली 
और कङ्का। ये सब-की-सब बडी सुन्दरी थीं! इस 
प्रकार सन्तारनोसहित उम्रसेनतक कुकुर-वंदाका वर्णन 
किया गया। 

[भोजके दूसरे पुत्र] भजमानके विदूरथ हुआ, वह 
रथियोंमें प्रधान था। उसके दो पुत्र हुए--राजाधिदेव 
और शूर । राजाधिदेवके भी दो पुत्र हए--शोणाश्च और 
श्वेतवाहन। वे दोनों वीर पुरुषोंके सम्माननीय और 
क्षत्रिय-धर्मका पालन करनेवाले थे । शोणा/श्वके पाँच पुत्र 
हुए। चे सभी शूरवीर और युद्धकर्ममें कुशल थे। उनके 
नाम इस प्रकार हैं--शमी, गदचर्मा, निमूर्त, चक्रजित्‌ 
और शुचि। शमीके पुत्र प्रतिक्षेत्र, प्रतिक्षत्रके भोज और 
भोजके इदिक हुए। हृदिकके दस पुत्र हुए, जो भयानक 
पराक्रम दिखानेबाले थे । उनमें कृतनर्मा सबसे बड़ा था। 
उससे छोटोंके नाम शतधन्वा, देवाह, सुभानु, भीषण, 
महाबल, अजात, निजात, कारक और करण्भक हैं। 
देवार्हका पुत्र कम्नरूबर्हिष हुआ, वह विद्ठान्‌ पुरुष था। 
उसके दो पुत्र हुए--समौजा और असमौजा | अजातके 
पुत्रसे भी समौजा नामके दो पुत्र उत्पन्न हुए । समौजाके 
तीन पुत्र हुए, जो परम धार्मिक और पराक्रमी थे । उनके 
नाम हैं--सुदृश, सुरोश और कृष्ण । 

[सात्वतके कनिष्ठ पुत्र] वृष्णिके खंशमें अनमित्र 


नामके प्रसिद्ध राजा हो गये हैं, वे अपने पिताके कनिष्ठ 
पुत्र थे। उनसे शिनि नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। अनमित्रसे 
वृष्णिवीर युधाजित्‌का भी जन्म हुआ। उनके सिवा दो 
बीर पुत्र और हुए, जो ऋषभ और क्षत्रके नामसे विख्यात 
हुए। उनमेंसे ऋषभने काशिराजकी पुत्रीको पत्नीके रूपर्मे 
अहण किया! उससे जयन्तकी उत्पत्ति हुई । जयन्तने 
जयन्ती नामकी सुन्दरी भार्याके साथ विवाह किया। 
उसके गर्भसे एक सुन्दर पुत्र उत्पन्न हुआ, जो सदा यज्ञ 
करनेवाला, अत्यन्त धैर्यवान, शास्त्रज्ञ और अतिथियोंका 
प्रेमी था। उसका नाम अक्रूर था। अक्रूर यज्ञकी दीक्षा 
अहण करनेवाले और बहुत-सी दक्षिणा देनेवाले थे। 
उन्होंने रलकुमारी झौब्याके साथ विवाह किया और उसके 
गर्भसे ग्यारह महाबली पुत्रोंको उत्पन्न किया । अक्रूरने 
पुनः शूरसेना नामकी पल्लीके गर्भसे देववान्‌ और उपदेव 
नामक दो और पुत्रोंको जन्म दिया । इसी प्रकार उन्होंने 
अश्विनी नामकी पलीसे भी कई पुत्र उत्पन्न किये । 
[विदूरथकी पत्नी] ऐक्ष्वाकीने मीढुष नामक पुत्रको 
जन्म दिया। उनका दूसरा नाम शूर भी था। शुरने 
भोजाके गर्भसे दस पुत्र उत्पन्न किये। उनमें 
आनकदुन्दुभि नामसे प्रसिद्ध महाबाहु वसुदेव ज्येष्ठ थे । 
उनके सिवा शोष पुत्रॉके नाम इस प्रकार हैं--देवभाग, 
देवश्रवा, अनाधृष्टि, कुनि, नन्दि, सकृद्यशाः, श्याम, 
समीदु और *॑सस्यु । झूरसे पाँच सुन्दरी कन्याएँ भी 
उत्पन्न हुई, जिनके नाम हैं--श्रुतिकीर्ति, पृथा, श्रुतदेवी, 
श्रुतश्रवा और राजाधिदेवी । ये पाँचों वीर पुत्रोंकी जननी 
थीं । श्रुतदेजीका विवाह वृद्ध नामक राजाके साथ हुआ । 
उसने कारूष नामक पुत्र उत्पन्न किया । श्रुतिकीर्तिने 
कैकयनरेशके अंशसे सत्तर्दनको जन्म दिया । श्रुतश्रवा 
चेदिराजकी पल्ली थी । उसके गर्भसे सुनीथ (शिशुपाल) 
का जन्भ हुआ। राजाधिदेवीके गर्भसे धर्मकी भार्या 
अभिमर्दिताने जन्म अहण किया। झूरकी राजा 
कुन्तिभोजके साथ मैत्री थी, अतः उन्होंने अपनी कन्या 


पृथाको उन्हें गोद दे दिया । इस भ्रकार नसुदेनकी बहिन 
पृथा कुन्तिभोजकी कन्या होनेके कारण कुन्तीके नामसे 
असिद्ध हुई । कुन्तिभोजने महाराज पाप्डुके साथ कुन्तीका 
विवाह किया। कुन्तीसे तीन पुत्र उत्पन्न हुए--युधिष्ठिर, 
भीमसेन और अर्जुन । अर्जुन इन्द्रके समान पराक्रमी हैं । 
वे देवताओकि कार्य सिद्ध करनेवाले, सम्पूर्ण दानवॉके 
नाशक तथा इन्द्रके लिये भी अवध्य हैं। उन्होंने 
दानवॉका संहार किया है । पाण्डुकी दूसरी रानी माद्रवती 
(माद्री) के गर्भसे दो पुत्रॉंकी उत्पत्ति सुनी गयी है, जो 
नकुल और सहदेव नामसे प्रसिद्ध हैं। वे दोनों रूपवान्‌ 
और सत्त्वगुणी हैं। बसुदेनजीकी दूसरी पत्नी रोहिणीने, 
जो पुरुवंशकी कन्या हैं, ज्येष्ठ पुत्रके रूपमें नलरामको 
उत्पन्न किया। तत्पश्चात्‌ उनके गर्भसे रणप्रेमी सारण, 
दुर्धर, दमन और लम्बी ठोढीवाले पिण्डारक उत्पन्न हुए । 
असुदेवजीकी पत्री जो देवकी देवी हैं, उनके गर्भसे पहले 
तो महाबाहु प्रजापतिके अंदाभूत बालक उत्पन्न हुए । 
फिर [कंसके द्वारा उनके मारे जानेपर] श्रीकृष्णका 
अवतार हुआ। विजय, रोचमान, वर्धमान और 
देवल--ये सभी महात्मा उपदेवीके गर्भसे उत्पन्न हुए 
हैं। श्रुतदेवीने महाभाग गवेषणको जन्म दिया, जो 
'संग्राममें पराजित होनेवाले नहीं थे। 

[अब श्रीकृष्णके प्रादुर्भानकी कथा कही जाती 
है।] जो श्रीकृष्णके जन्म और वृद्धिकी कथाका प्रतिदिन 
पाठ या श्रवण करता है, वह सब पापॉसे मुक्त हो जाता 
है।* पूर्वकालमें जो प्रजाओंके स्वामी थे, वे ही महादेव 
श्रीकृष्णलीलाके लिये इस समय मनु्यॉमें अवतीर्ण हुए 
हैं। पूर्वजन्ममें देवकी और नसुदेनजीने तपस्या की थी, 
उसीके प्रभाषसे वसुदेवजीके द्वारा देवकीके गर्भसे 
भगवानका आदुर्भान हुआ। उस समय उनके नेत्र 
कमलके समान शोभा पा रहे थे । उनके चार भुजाएँ थीं। 
उनका दिव्य रूप मनुष्यॉका मन मोहनेखाला था। 
श्रीवत्ससे चिहित एवं शङ्ख चक्र आदि लक्षणोंसे युक्त 


*कृष्णस्य जन्माभ्युदयं यः कीर्तयति नित्यशः। शृणोति वा नरो नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते॥ 


(१३। १३८) 


डर 


* अर्चयस्व हषीकेर यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


ekrnrrreeeeeeseeneerensseeeessesaeeeeseneeeesesaes ress &“&४::%४»»»४७७»४/%४*»+८##४७»४४४/+65&»०##+8*%००5४%. 


बोले--'प्रभो ! इस रूपको छिपा लीजिये । मैं कंससे 
डरा हुआ हूँ, इसीलिये ऐसा कहता हूँ । उसने मेरे छः 
पुत्रोको, जो देखनेमें बहुत ही सुन्दर थे, मार डाला है।' 
चसुदेनजीकी बात सुनकर भगवान्ले अपने दिव्यरूपको 
छिपा लिया। फिर भगवानकी आज्ञा लेकर जसुदेजी 
उन्हें नन्दके घर ले गये और नन्दगोपको देकर बोले-- 
“आप इस बाळककी रक्षा करें; क्योंकि इससे सम्पूर्ण 
'यादवोंका कल्याण होगा । देवकीका यह बाळक जबतक 
कंसका बध नहीं करेगा, तबतक इस पृथ्वीपर भार 
बढ़ानेवाले अमङ्गलमय उपद्रव होते रहेंगे। भूतलपर 
जितने दुष्ट राजा हैं, उन सबका यह संहार करेगा । यह 
बालक साक्षात्‌ भगवान्‌ है। ये भगवान्‌ कौरव- 
पाण्डलोंके युद्धमें सम्पूर्ण क्षत्रियॉके एकत्रित होनेपर 
अर्जुनके सारथिका काम करेंगे और पृथ्वीको क्षत्रियहीन 
करके उसका उपभोग एवं पालन करेंगे और अन्तमें 
समस्त यदुवंशको देवलोकमें पहुँचायेंगे । 

भीष्मने पूछा--ब्रहमन्‌! ये वसुदेव कौन थे? 
यशस्विनी देवकीदेवी कौन थीं तथा ये नन्दगोप, और 
उनकी पत्री महात्रता यशोदा कौन थीं? जिसने 
बालकरूपमें भगवानको जन्म दिया और जिसने उनका 


कश्यप हैं और उनकी प्रिया देवकी अदिति कही गयी 
हैं। कश्यप ब्रह्माजीके अंश हैं और अदिति पृथ्वीका । 
इसी प्रकार द्रोण नामक वसु ही नन्दगोपके मामसे 
विख्यात हुए हैं तथा उनकी पल्ली घरा यशोदा हैं। देवी 
देवकीने पूर्वजन्ममें अजन्मा परमेश्वरसे जो कामना की 
थी, उसकी वह कामना महानाहु श्रीकृष्णने पूर्ण कर दी । 
यशानुष्ठान नंद हो गया था, धर्मका उच्छेद हो रहा था; 
ऐसी अवस्थामें धर्मकी स्थापना और पापी असुरोंका 
संहार करनेके लिये भगवान्‌ श्रीविष्णु वृष्णि-कुलमें 
अकर हुए हैं। रुक्मिणी, सत्यभामा, नमजितूकी पुत्री 
सल्या, सुमित्रा, झैब्या, गान्धार-राजक्कुमारी लक्ष्मणा, 
सुभीमा, मद्रराजकुमारी कौसल्या और विरजा आदि 
सोलह हजार देवियाँ श्रीकृष्णकी पलियाँ हैं। रुक्मिणीने 
दस पुत्र उत्पन्न किये; वे सभी युद्धकर्ममें कुशल हैं। 
उनके नाम इस प्रकार है--महाबली अ्रद्युप्न, रणशूर 
चारुदेष्ण, सुचारु, चारुभद्र, सदश्च, हस्व, चारुगुप्त, 
चारुभद्र, चारुक और चारुहास । इनमें प्रद्युत्न सबसे बड़े 
और चारुहास सबसे छोटे हैं। रुक्मिणीने एक कन्याको 
भी जन्म दिया, जिसका नाम चारुमती है । सत्यभामासे 
भानु, भीमरंथ, क्षण, रोहित, दीक्तिमान, ताम्रबन्ध और 
जलन्धम--ये सात पुत्र उत्पन्न हुए। इन सातोंके एक 
छोटी बहिन भी है । जाम्बवतीके पुत्र साम्ब हुए, जो बड़े 
ही सुन्दर हैं। ये सौर-शास्त्रके प्रणेता तथा प्रतिमा एवं 
मन्दिरके निर्माता हैं। मित्रविन्दाने सुमित्र, चारमित्र और 
मित्रविन्दको जन्म दिया । मित्रबाहु और सुनीथ आदि 
सत्याके पुत्र हैं । इस प्रकार श्रीकृष्णके हजारों पुत्र हुए। 
अच्चुम्रके विदर्भकुमारी रुक्मबतीके गर्भसे अनिरुद्ध 
नामक परम बुद्धिमान्‌ पुत्र उत्पन्न हुआ। अनिरुद्ध 
संग्राममें उत्साहपूर्वक युद्ध करनेवाले वीर हैं। 
अनिरुद्धसे मृगकेतनका जन्म हुआ । राजा सुपार्श्वकी पुत्री 
काम्याने साम्बसे तरस्वी नामक पुत्र आप्त किया। प्रमुख 
वीर एवं महात्मा यादबॉंकी संख्या तीन करोड़ साठ 
लाखके लगभग है। ने सभी अत्यन्त पराक्रमी और 


» पुष्कर तीर्थकी महिमा, वहाँ खास करनेके नियम तथा आश्रप-धर्षका निरूपण » 


क कक 


दे 


महाबली हैं। उन सबकी देवताओंके अंशसे उत्पत्ति हुई 
है। देवासुर-संग्राममें जो महाबली असुर मारे गये थे, वे 
इस मनुष्यलोकमें उत्पन्न होकर सबको कष्ट दे रहे थे; 
उन्हींका संहार करनेके लिये भगवान्‌ यदुकुलमें अवतीर्ण 


हुए हें! महात्मा यादवोके एक सौ एक कुल हैं। भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ही उन सबके नेता और स्वामी हैं तथा सम्पूर्ण 
यादव भी भगवानकी आशाके अधीन रहकर 
ऋद्धि-सिद्धिसे सम्पन्न हो रहे हैं।* 


सम औ > 
पुष्कर तीर्थकी महिमा, वहाँ खास करनेवाळे लोगोंके लिये नियम 
तथा आश्रम-धर्मका निरूपण 


पुलस्त्यजी कहते है--राजन्‌ ! मेरु-गिरिके 
शिखरपर श्रीनिधान नामक एक नगर है, जो नाना 
प्रकारके रत्रोंसे सुशोभित, अनेक आश्चयाँका घर तथा 
बहुतेरे वृक्षोंसे हरा-भरा है। भाँति-भाँतिकी अद्भुत 
धातुओंसे उसकी बड़ी विचित्र शोभा होती है। वह 
खच्छ स्फटिक मणिके समान निर्मल दिखायी देता है। 
वहाँ ब्रह्माजीका नैराज नामक भवन है, जहाँ देवताओंको 
सुख देनेवाळी कान्तिमती नामकी सभा है। वह 
मुनिसमुदायसे सेवित तथा ऋषि-महर्षियोंसे भरी रहती 
है। एक दिन देवेश्वर ब्रह्माजी उसी सभामें बैठकर 


हे ० क 


जगतका निर्माण करनेवाले परमेश्वरका ध्यान कर रहे थे। 
ध्यान करते-करते उनके मनमें यह विचार उठा कि “मैं 
किस प्रकार यज्ञ करूँ? भूतलपर कहाँ और किस 
स्थानपर मुझे यज्ञ करना चाहिये ? काशी, प्रयाग, तुङ्गा 
(तुङ्गभद्रा), नैमिषारण्य, पुष्कर, काझी भद्रा, देविका, 
कुरुक्षेत्र, सरस्वती और प्रभास आदि बहुत-से तीर्थ हैं। 
भूमण्डलमें चारों ओर जितने पुण्य तीर्थ और क्षेत्र हैं, उन 
सबको मेरी आज्ञासे रुद्रने प्रकट किया है। जिससे मेरी 
उत्पत्ति हुई है, भगवान्‌ श्रीविष्णुकी नाभिसे प्रकट हुए 
उस कमलको ही वेदपाठी ऋषि पुष्कर तीर्थ कहते हैं 
(पुष्कर तीर्थ उसीका व्यक्तरूप है) । इस प्रकार विचार 
करते-करते प्रजापति त्रह्माके मनमें यह बात आयी कि 
अब मैं पृथ्वीपर चळूँ। यह सोचकर वे अपनी उत्पत्तिके 
प्राचीन स्थानपर आये और वहाँके उत्तम वनमे प्रविष्ट 
हुए, जो नाना प्रकारके वृक्षों और लताओंसे व्याप्त एवे 
भाँति-भाँतिके फूलॉसे सुशोभित था। वहाँ पहुँचकर 
उन्हेनि क्षेत्रकी स्थापना की, जिसका यथार्थरूपसे वर्णन 
करता हूँ। चन्द्रनदीके उत्तर भाची सरस्वतीतक और 
नन्दन नामक स्थानसे पूर्व क्रम्य या कल्प नामक 
स्थानतक जितनी भूमि है, वह सब पुष्कर तीर्थके नामसे 
प्रसिद्ध है। इसमें लोककर्ता ब्रह्माजीने यज्ञ करनेके 
निमित्त वेदी बनायी। ब्रह्माजीने वहाँ तीन पुष्करोंकी 
कल्पना की । प्रथम ज्येष्ठ पुष्कर तीर्थ समझना चाहिये, 
जो तीनों लोकॉको पवित्र करनेवाला और विख्यात है, 


* भष्पजी भगवान्‌ श्रीकृष्णले अवस्थामें बहुत बड़े थे। ऐसी दशामें जिस समय उनके साथ पुलस्त्यजीका संवाद हो रहा था, 


उस समय संभवतः श्रीकृष्णका जन्म न हुआ हो। फिर भी पुलस्त्यजी त्रिकाल्दर्शी ऋषि हैं, इसलिये उनके लिये भावी घटनाओंका 
भी वर्तमान अथवा भूतकी भाँति वर्णन करना अस्वाभाविक नहीं कहा जा सकता। 


डड 


+ अर्चयस्व हवीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त परापुराण 


3५ कण १ ॥ ५५ ४3» 99.9 ५१-४४५ ५४५ ७ ५४५ ५६ ४५४ ‰ ४-५५४ ४ ४५४ ४४ ४४2.९ * ९ ९४ ७७७७७७०७७७ ^ ८५ ५ ५५५४४४५५५४४ ^ ४५५ 


उसके देवता साक्षात्‌ ब्रह्माजी हैं। दूसरा मध्यम पुष्कर 
है, जिसके देवता विष्णु हैं तथा तीसरा कनिष्ठ पुष्कर है, 
जिसके देवता भगवान्‌ रुद्र हैं। यह पुष्कर नामक वन 
आदि, प्रधान एवं गुह्य क्षेत्र है। वेदमें भी इसका वर्णन 
आता है। इस तीर्थमें भगवान्‌ ब्रह्मा सदा निवास करते 
हैं। उन्होंने भूमण्डलके इस भागपर बड़ा अनुग्रह किया 
है। पृथ्वीपर बिचरनेवाले सम्पूर्ण जीवॉपर कृपा करनेके 
लिये ही नह्माजीने इस तीर्थको प्रकट किया है । यहाँकी 
यज्ञवेदीको उन्होंने सुवर्ण और हरिसे मढ़ा दिया तथा 
नाना प्रकारके रलोंसे सुसज्जित करके उसके फर्शको सब 
अकारसे सुशोभित एवं विचित्र बना दिया। तत्पश्चात्‌ 
लोकपितामह भगवान्‌ ब्रह्माजी वहाँ आनन्दपूर्वक रहने 
लगे । साथ ही भगवान्‌ श्रीविष्णु, रुद्र, आठों वसु, दोनों 
अश्विनीकुमार, मरुद्गण तथा स्वर्गवासी देवता भी 
देवराज इन्द्रके साथ वहाँ आकर विहार करने लगे । यह 
तीर्थ सम्पूर्ण लोकोपर अनुग्रह करनेवाला है । मैंने इसकी 
यथार्थ महिमाका तुमसे वर्णन किया है। जो ब्राह्मण 
अमिहोत्र-परायण ,होकर संहिताके क्रमसे विधिपूर्वक 
मन्त्रॉका उच्चारण करते हुए इस तीर्थमें वेदोका पाठ करते 
हैं, ने सब लोग ब्रह्माजीके कृपापात्र होकर उन्हीके समीप 
निवास करते हैं। 

भीष्मजीने. पूछा--भगवन्‌ ! तीर्थनिवासी 
मनुष्योंको पुष्कर बनमें किस विधिसे रहना चाहिये ? 
क्या केवल पुरुषोंको ही वहाँ निवास करना चाहिये या 
खिर्योको भी ? अथवा सभी वर्णा एवं आश्रमोंके लोग 
वहाँ निवास कर सकते हैं? 

पुलस्त्यजी बोले--राजन्‌! सभी वर्णो एवं 
आश्रमोके पुरुषों और स्ियोंको भी उस तीर्थमें निवास 
करना चाहिये । सनको अपने-अपने घर्म और आचारका 
पालन करते हुए दम्भ और मोहका परित्याग करके रहना 
उचित है। सभी मन, वाणी और कर्मसे ब्रह्माजीके भक्त 
एवं जितेन्द्रिय हों । कोई किसीके अति दोष-दृष्टि न करे । 
सब मनुष्य सम्पूर्ण भ्राणियोके हितैषी हों; किसीके भी 
इुदयमें खोटा भाव नहीं रहना चाहिये । 

आष्मजीने पूछा--ब्रह्मन्‌ ! क्या करनेसे मनुष्य 


इस लोकमें ब्रह्माजीका भक्त कहत्त्रता है? मनुष्योमें 
कैसे लोग ब्रह्मभक्त माने गये हैं ? यह मुझे बताइये। 

पुलस्त्यजी बोले---राजन्‌ ! भक्ति तीन प्रकारकी 
कही गयी है--मानस, वाचिक और कायिक । इसके 
सिवा भक्तिके तीन भेद और हैं--लौकिक, वैदिक तथा 
आध्यात्मिक । ध्यान-धारणापूर्वक बुद्धिके द्वारा वेदार्थका 
जो विचार किया जाता है, उसे मानस भक्ति कहते हैं। 
यह ब्रह्माजीकी प्रसन्नता बढ़ानेबाली है। मन्त्र-जप, 
बेदपाठ तथा आरण्यकोंके जपसे होनेबाली भक्ति 
वाचिक कहलाती है। मन और इन्द्रियोंको रोकनेवाले 
व्रत, उपवास, नियम, कृच्छू, सान्तपन तथा चान्द्रायण 
आदि भिन्न-भिन्न व्रतोंसे, ब्रह्मकृच्छू नामक उपवाससे एवं 
अन्यान्य शुभ नियमोंके अनुष्ठानसे जो भगवानकी 
आराधना की जाती है, उसको कायिक भक्ति कहते हैं। 
यह द्विजातियोंकी त्रिविध भक्ति बतायी गयी । गायके घी, 
दूध और दही, रत्न, दीप, कुश, जल, चन्दन, माला, 
विविध धातुओं तथा पदार्थ; काळे अगरकी सुगन्धसे 
युक्त एवं घी और गूगुलसे बने हुए धूप, आभूषण, 
सुवर्ण और रत्न आदिसे निर्मित विचित्र-विचित्र हार, 
नृत्य, वाद्य, संगीत, सब प्रकारके जंगली फल-मूलॉके 
उपहार तथा भक्ष्य-भोज्य आदि नैबेद्य अर्पण करके 
मनुष्य ब्रह्माजीके उद्देश्यसे जो पूजा करते हैं, वह 
लौकिक भक्ति मानी गयी है। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा 
सामवेदके मन्त्रॉका जप और संहिताओंका अध्यापन 
आदि कर्म यदि ब्रह्माजीके उद्देश्यसे किये जाते हैं, तो 
वह वैदिक भक्ति कहलाती है। वेद-मन्त्रॉके उच्चारण- 
पूर्वक हविष्यकी आहुति देकर जो क्रिया सम्पन्न की 
जाती है वह भी वैदिक भक्ति मानी गयी है। अमावास्या 
अथवा पूर्णिमाको जो अमिहोत्र किया जाता है, यज्ञॉमें 
जो उत्तम दक्षिणा दी जाती है, तथा देवताऑको जो 
पुरोडाश और चरु अर्पण किये जाते हैं--ये सब वैदिक 
भक्तिके अन्तर्गत हैं। इष्टि, धृति, यज्ञ-सम्बन्धी सोमपान 
तथा अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश, चन्द्रमा, मेघ और 
सूर्यके उद्देश्यसे किये हुए जितने कर्म हैं, उन सबके 
देवता नह्याजी ही हैं। 


सृष्टिखण्ड ] 


« पुष्कर तीर्थकी महिमा, वहाँ वास करनेके नियम तथा आअस-यर्मका निम्टए + 


राजन्‌ ! ब्रह्माजीकी आध्यात्मिक भक्ति दो प्रकारकी 
मानी गयी है--एक सांख्यज और दूसरी योगज । इन 
दोनोंका भेद सुनो । प्रधान (मूल प्रकृति) आदि आकृत 
तत्त्व संख्यामें चौबीस हैं । वे सन-के-सब जड एवं भोग्य 
हैं। उनका भोक्ता पुरुष पच्चीसवाँ तत्त्व है, वह चेतन है । 
इस प्रकार संख्यापूर्वक प्रकृति और पुरुषके तत्वको 
ठीक-ठीक जानना सोख्यज भक्ति है। इसे सत्पुरुषोनि 
सांख्य-शासत्रके अनुसार आध्यात्मिक भक्ति माना है। 
अब ब्रह्माजीकी योगज भक्तिका वर्णन सुनो । प्रतिदिन 
प्राणायामपूर्वक ध्यान छगाये, इन्द्रियोंका संयम करे और 
समस्त इन्द्रियोंको विपयोंकी ओरले खींचकर हृदयमें 
धारण करके प्रजानाथ न्रह्माजोका इस प्रकार ध्यान करे । 
इदयके भीतर कमल है, उसकी कर्णिकापर ब्रह्माजी 
विराजमान हैं | बे रक्त वस्न धारण किये हुए हैं, उनके 
नेत्र सुन्दर हैं। सब ओर उनके मुख प्रकाशित हो रहे हैं। 
ब्रह्मसूत्र (यज्ञोपवीत) कमरके ऊपरतक लरका हुआ हे, 
उनके शरीरका वर्ण लाल है, चार भुजाएँ शोभा पा रही 
हैं तथा हाथोंमें वरद और अभयकी मुद्राएँ हैं। इस 
प्रकारके ध्यानकी स्थिरता योगजन्य मानेस सिद्धि है; यही 
ब्रह्मजीके प्रति होनेनाली पराभक्ति मानी गयी है। जो 
भगवान्‌ ब्रह्माजीमें ऐसी भक्ति रखता है, वह ब्रह्मभक्त 
कहलाता है। 
राजन्‌! अब पुष्कर क्षेत्रमें निवास करनेवाले 
पुरुषोके पालन करनेयोग्य आचारका वर्णन सुनो । 
पूर्वकालमें जब विष्णु आदि देवताओंका वहाँ समागम 
हुआ था, उस समय सबकी उपस्थितिमें ब्रह्माजीमे स्वयै 
ही क्षेत्रनिवासियोंके कर्तव्यको विस्तारके साथ बतलाया 
था । पुष्कर क्षेत्रमे निवास करनेवालॉको उचित है कि वे 
ममता और अहंकारको पास न आने दें। आसक्ति और 
संग्रहकी वृत्तिका परित्याग करें । नन्धु-बान्धयोकि प्रति भी 
उनके मनमें आसक्ति नहीं रहनी चाहिये। वे ढेले, पत्थर 
और सुवर्णको समान समझें। प्रतिदिन नाना प्रकारके 


शुभ कर्म करते डुण सम्पूर्ण प्राणियाँको अभय-दान दें । 
नित्य प्राणायाम और परमेश्वरका ध्यान करें । जपके द्वारा 
अपने अन्तःकरणको शुद्ध बनायें। यति-धर्मके 
कर्तव्यॉका पालन करें। सांख्ययोगकी विधिको जानें 
तथा सम्पूर्ण संशयोंका उच्छेद करके त्रहाका बोध प्राप्त 
करें । क्षेत्रनिवासी ब्राह्मण इसी निथमसे रहकर वहाँ यज्ञ 
करते हैं। 

अब पुष्कर बनमें मृत्युको प्राप्त होनेवाले लोगोंको 
जो फल मिलता है, उसे सुनो । वे लोग अक्षय ब्रह्म- 
सायुज्यको प्राप्त होते हैं, जो दूसरेकि लिये सर्वथा दुर्लभ 
है। उन्हें उस पदकी प्राप्ति होती है, जहाँ जानेपर पुनः 
मृत्यु प्रदान करनेबाला जन्म नहीं ग्रहण करना पड़ता । बै 
पुनरावृत्तिके पथका परित्याग करके व्रहासम्बन्धिनी परा 
विद्यामें स्थित हो जाते हैँ। 

भीष्मजीने कहा--अहान्‌ ! पुष्कर तीर्थमे निवास 
करनेवाली स्त्रियां, म्लेच्छ, शुद्र, पशु-पक्षी, मृग, गुँगे, 
जड, अंधे तथा बहरे प्राणी, जो तपस्या और नियमोंसे दूर 
हैं, किस गतिको प्राप्त होते हैं---यह बतानेकी कृपा करें । 

पुलस्त्यजी बोले--भीष्म ! पुष्कर क्षेत्रमें 
मरनेवाले म्लेच्छ, शूद्र, स्त्री, पशु, पक्षी और मृग आदि 
सभी प्राणी ब्रह्मलोकको प्राप्त होते हैं। वे दिव्य शरीर 
धारण करके सूर्यके समान तेजस्वी विमानोंपर बैठकर 
अझलोककी यात्रा करते हैं। तिर्यग्योनिमें पड़े हुए--- 
पशु-पक्षी, कीड़े-मकोड़े, चीटियाँ, थलचर, जलचर, 
स्वेदज, अण्डज, उद्धिज्ज और जरायुज आदि प्राणी यदि 
पुष्कर वनमें प्राण-त्याग करते हैं तो सूर्यके समान 
कान्तिमान्‌ विमानोंपर बैठकर न्रहालोकर्मे जाते हैं ! जैसे 
समुद्रके समान दूसरा कोई जलाझय नहीं है, वैसे ही 
पुष्करके समान दूसरा कोई तीर्थ नहीं है ।% अब मैं तुम्हें 
अन्य देवताओंका परिचय देता हूँ, जो इस पुष्कर क्षेत्रमें 
सदा विद्यमान रहते हैं । भगवान्‌ श्रोविष्णुके साथ इन्द्रादि 
सम्पूर्ण देवता, गणेश, कार्तिकेय, चन्द्रमा, सूर्य और 


* मथा महोदधेस्तुल्यो न चान्योऽस्ति जलाशय: । तथा वै पुष्करस्याफि समं तीर्थं न बिद्यते॥ 


(१५। २७३-७४) 


द्‌ 


* अर्चयस्व हषीकेशे यदीच्छसि परं पदम्‌ « 


५१०७५५५३२७ *»४»* ७७ »#**%» ७४४४ ४» ७७५७७७७७७७ ७३७ ३७७७३ कक 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


देवी--ये सब सम्पूर्ण जगत्‌का हित करनेके लिये 
ब्रह्माजीके निवास-स्थान पुष्कर क्षेत्रमें सदा विद्यमान 
रहते हैं। इस तीर्थमें निवास करनेवाले लोग सत्ययुगमें 
बारह वर्षांतक, त्रेतामें एक वर्षतक तथा द्वापरमें एक 
मासतक तीर्थ-सेवन करनेसे जिस फलको पाते थे, उसे 
कलियुगमें एक दिन-यतके तीर्थ-सेवनसे ही प्राप्त कर 
लेते हैं।* यह बात देवाधिदेव ब्रह्याजीने पूर्वकालमें 
मुझसे (पुलस्त्यजीसें) स्वयं ही कही थी। पुष्करसे 
बढ़कर इस पृथ्वीपर दूसरा कोई क्षेत्र नहीं है; इसलिये 
पूरा प्रयत्न करके मनुष्यको इस पुष्कर वनका सेवन 
करना चाहिये। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और 
संन्यासी--ये सब लोग अपने-अपने शास्त्रोक्त धर्मका 
पालन करते हुए इस क्षेत्रमें परम गतिको प्राप्त करते हैं । 
घर्म और अर्थके तत्त्वको जाननेवाले पुरुषको 
चाहिये कि वह अपनी आयुके एक चौथाई भागतक 
दूसरेकी निन्दासे .बचकर ग्रह्मचर्यका पालन करते हुए 
गुरु अथवा गुरुपुत्रके समीप निवास करे तथा गुरुकी 
सेवासे जो समय नचे, उसमें अध्ययन करे, श्रद्धा और 
आदरपूर्वक गुरुका आश्रय ले। गुरुके घरमें रहते समय 
गुरुके सोनेके पश्चात्‌ शयन करे और उनके उठनेसे पहले 
उठ जाय । शिष्यके करनेयोग्य जो कुछ सेवा आदि कार्य 
हो, वह सब पूरा करके ही शिष्यको गुरुके पास खड़ा 
होना चाहिये। वह सदा गुरुका किङ्कर होकर सब 
प्रकारकी सेवाएँ करे। सब कार्येमिं कुराल हो । पवित्र, 
कार्यदक्ष और गुणवान्‌ बने। गुरुको प्रिय लगनेवाला 
उत्तर दे। इन्द्रियोंको जीतकर शान्तभावसे गुरुकी ओर 
देख्ने । गुरुके भोजन करनेसे पहले भोजन और जलपान 
'करनेसे पहले जलपान न करे | गुरु खडे हों तो स्वयं भी 
बैठे नहीं। उनके सोये बिना शयन भी न करे। उत्तान 
हाथोंके द्वारा गुरुके चरणोंका स्पर्श करे। > दाहिने 
चैरको अपने दाहिने हाथसे और बायें पैरको बोयें हाथसे 
धीरे-धीरे दबाये और इस प्रकार प्रणाम करके गुरुसे 


कहे--'भगवन्‌ ! मुझे पढ़ाइये। प्रभो ! यह कार्य मैंने 
पूरा कर लिया है और इस कार्यको मैं अभी करूँगा।' 
इस प्रकार पहले कार्य करे और फिर किया हुआ सारा 
काम गुरुको बता दे। मैंने ब्रह्मचारीके नियमोंका यहाँ 
विस्तारके साथ वर्णन किया है; गुरुभक्त शिष्यको इन 
सभी नियमोंका पालन करना चाहिये । इस प्रकार अपनी 
ज्क्तिके अनुसार गुरुकी प्रसन्नताका सम्पादन करते हुए 
शिष्यको कर्तव्यकर्ममें लगे रहना उचित है। वह एक, 
दो, तीन या चारों वेदोंको अर्थसहित गुरुमुखसे अध्ययन 
करे। भिक्षाके अन्नसे जीविका चलाये और घरतीपर 
शयन करे। वेदोक्त ब्रतोंका पालन करता रहे और 
गुरु-दक्षिणा देकर विधिपूर्वक अपना समावर्तन-संस्कार 
करे। फिर धर्मपूर्वक प्राप्त हुई स्त्रीके साथ गाईपत्यादि 
अग्रियोंकी स्थापना करके प्रतिदिन हवनादिके द्वारा 
उनका पूजन करे। 

आयुका [प्रथम भाग ब्रह्मचर्याश्रममें बितानेके 
पश्चात्‌] दूसरा भाग गृहस्थ आश्रममें रहकर व्यतीत 
करे । गृहस्थ ब्राह्मण यज्ञ करना, यज्ञ कराना, नेद पढ़ना, 
वेद पढ़ाना तथा दान देना और दान लेना--इन छः 
कर्मोका अनुष्ठान करे। उससे भिन्न वानप्रस्थी विप्र 
केवल यजन, अध्ययन और दान--इन तीन कर्मोंका ही 
अनुष्ठान करे तथा चतुर्थ आश्रममें रहनेवाला ब्रह्मनिष्ठ 
संन्यासी जपयज्ञ और अध्ययन- इन दो ही कमॉसे 
सम्बन्ध रखे। गृहस्थके ब्रतसे बढ़कर दूसरा कोई महान्‌ 
तीर्थ नहीं बताया गया है। गृहस्थ पुरुष कभी केवल 
अपने खानेके लिये भोंजन न बनाये [देवता और 
अतिथियोंके उद्देश्यसे ही रसोई करे] । पशुओंकी हिंसा 
न करे। दिनमें कभी नींद न ले। रातके पहले और 
पिछले भागमें भी न सोये। दिन और रात्रिकी सन्धिमें 
(सूर्योदय एवं सूर्यास्तके समय) भोजन न करे। झूठ न 
बोले । गृहस्थके घरमें कभी ऐसा नहीं होना चाहिये कि 
कोई ब्राह्मण अतिथि आकर भूखा रह जाय और उसका 


*कृते तु द्वादरौववेंखेताया दायनेन हु।भासेन दवापरे भीष्म अहोरात्रेण तत्कलौ ॥ 


(१५।२८०-८१) 


सृष्टिखण्ड ] 


# पुष्कर तीर्थकी महिमा, वहाँ वास करनेके नियम तथा आश्रम-धर्मका निरूपण + 


ड 


4349० ००५७५७०७४५७७३४७४०»&०७»७०&*» ०» ५०००५» »» +&/»&“#* 39 #»*+ ७५७७७३७७७७ ७७७७७७३५७७ ७४७५४७ ३84434 लभ eee. 


'यथावत्‌ सत्कार न हो । अतिथिको भोजन करानेसे देवता 
और पितर संतुष्ट होते हैं; अतः गृहस्थ पुरुष सदा ही 
अतिथियोंका सत्कार करे। जो वेद-विद्या और ब्रतमें 
निष्णात, श्रोत्रिय, बेदोंके पारगामी, अपने कर्मसे जीविका 
चलानेवाले, जितेन्द्रिय, क्रियावान्‌ और तपस्वी हैं, उन्हीं 
श्रेष्ठ पुरुषोंके सत्कारंके लिये हव्य और कव्यका विधान 
किया गया है। जो नश्वर पदार्थोके प्रति आसक्त है, 
अपने कर्मसे भ्रष्ट हो गया है, अभिहोत्र छोड़ चुका है, 
गुरुकी झूठी निन्दा करता है और असत्यभाषणमें आग्रह 
रखता है, बह देवताओं और पितरोंको अर्पण करनेयोग्य 
आन्नके पानेका अधिकारी नहीं है । गृहस्थकी सम्पत्तिमें 
सभी आणियोंका भाग होता है । जो भोजन नहीं बनाते, 
उन्हें भी गृहस्थ पुरुष अन्न दे। वह प्रतिदिन 'विघस' 
और “अमृत” भोजन करे। यज्ञसे (देवताओं और पितर 
आदिको अर्पण करनेसे) नचा हुआ अन्न हविष्यके 
समान एवं अमृत माना गया है | तथा जो कुटुम्बके सभी 


मनुष्योंके भोजन कर लेनेके पश्चात्‌ उनसे बचा हुआ अन्न 


अहण करता है; उसे 'विघसाशी' ('विघस' अत्र भोजन 
करनेवाला) कहा गया है। 

गृहस्थ पुरुषको केवल अपनी ही स्त्रीसे अनुराग 
रखना चाहिये । बह मनको अपने बशमें रखे, किसीके 
गुणोंमें दोष न देखे और अपनी सम्पूर्ण इन्द्रियॉको कानूमें 
रखे। ऋत्विक्‌, पुरोहित, आचार्य, मामा, अतिथि, 
झारणागत, वृद्ध, बाळक, रोगी, वैद्य, कुटुम्बी, सम्बन्धी, 
बान्धव, माता, पिता, दामाद, भाई, पुत्र, स्री, बेटी तथा 
दास-दासियेकि साथ विवाद नहीं करना चाहिये। जो 
इनसे विवाद नहीं करता, बह सब प्रकारके पापॉसे मुक्त 
हो जाता है। जो अनुकूल बर्तावके द्वारा इन्हें अपने 
बशमें कर लेता है, वह सम्पूर्ण लोकॉपर विजय पा जाता 
है--इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है। आचार्य 
ब्रहालोकका स्वामी है, पिता प्रजापति-लोकका प्रभु ठै, 
अतिथि सम्पूर्ण लोकॉका ईश्वर है, ऋत्विक्‌ वेदोंका 
अधिष्ठान और प्रभु होता है। दामाद अप्सराओंके 
लोकका अधिपति है । कुटुम्बी विश्चेदेवसम्बन्धी लोकोंके 
अधिष्ठाता हैं। सम्बन्धी और बान्धन दिशाओँके तथा 


माता और मामा भूलोकके स्वामी हैं । वृद्ध, बालक और 
रोगी मनुष्य आकारके प्रभु हैं। पुरोहित ऋषिलोकके 
और शरणागत साध्यलोकेकि अधिपति हैं। वैद्य 
अश्विनीकुमारोके ल्रेकका तथा भाई बसुलोकका स्वामी 
है। पत्नी वायुलोककी ईश्वरी तथा कन्या अप्सराओंके 
घरकी स्वामिनी है। बड़ा भाई पिताके समान होता है। 
पत्नी और पुत्र अपने ही शरीर हैं। दासवर्ग परछाईके 
समान हैं तथा कन्या अत्यन्त दीन--दयाके योग्य मानी 
गयी है | इसलिये उपर्युक्त व्यक्ति कोई अपमानजनक 
बात भी कह दें तो उसे चुपचाप सह लेना चाहिये । कभी 
क्रोध या दुःख नहीं करना चाहिये । गृहस्थ-धर्ममरायण 
विद्वान्‌ पुरुषको एक ही साथ बहुत-से काम नहीं आरम्भ 
करने चाहिये । धर्मज्ञको उचित है कि बह किसी एक ही 
काममें लगकर उसे पूरा करे । 

गृहस्थ ब्राह्मणकी तीन जीविकाएँ हैं, उनमें उत्तरोत्तर 
श्रेष्ठ एवे कल्याणकारक हैं। पहली है--कुम्मघान्य 
वृत्ति, जिसमें एक घड़ेसे अधिक घान्यका संग्रह न करके 
जीवन-निर्वाह किया जाता है । दूसरी उञ्छशिल वृत्ति है, 
जिसमें खेती कट जानेपर खेतोंमें गिरी हुई अनाजकी 
जालें चुनकर लायी जाती हैं और उन्हींसे जीबन-निर्वाह 
किया जाता है। तीसरी कापोती वृत्ति है, जिसमें 
खलिहान और बाजारसे अन्नके बिखरे हुए दाने चुनकर 
लाये जाते है तथा उन्हींसे जीविका चलायी जाती है। 
जहाँ इन तीन वृत्तियोंसे जीविका चलानेवारू पूजनीय 
ब्राह्मण निवास करते हैं, उस राष्ट्रकी वृद्धि होती है। जो 
ब्राह्मण गृहस्थकी इन तीन वृत्तियॉसे जीवन-निर्वाह करता 
है और मनमें कष्टका अनुभव नहीं करता, बह दस 
पीढ़ीतकके पूर्वजोंको तथा आगे होनेवाली संतानोंकी भी 
दस पीढ़ियोंको पवित्र कर देता है। 

अब तीसरे आश्रम--वानप्रस्थका वर्णन करता हूँ, 
सुनो। गृहस्थ पुरुष जब यह देख ले कि मेरे दारीरमें 
झुरियाँ पड़ गयी हैं, सिरके बाल सफेद हो गये हैं और 
पुत्रके भी पुत्र हो गया है, तब वह अनमें चला जाय । 
जिन्हें गृहस्थ-आश्रमके नियमॉसे निर्वेद हो गया है, 
अतएव जो वानप्रस्थकी दीक्षा लेकर गृहस्थ-आश्रमका 


0000 


० अर्चयस्व हचीकेशै यदीच्छसि परं पदम्‌ » 


€ संक्षिप्त पद्मपुराण 


24424७७७७४३७४७५ ५४७ कके ७१७७७३३७६७ ७७ ७७७७७६७५७७ * ६७७७७७ ७३७३6७9945. १५५७७१७७७३ ७ ३७७७७७५७७७. 


त्याग कर चुकते हैं, पवित्र स्थानमें निवास करते हैं, जो 
बुद्धि-बलसे सम्पन्न तथा सत्य, शौच और क्षमा आदि 
सदगुणोंसे युक्त हैं, उन पुरुषोंके कल्याणमय नियमोंका 
वर्णन सुनो । प्रत्येक द्विजको अपनी आयुका तीसरा भाग 
वानप्रस्थ-आश्रममें रहकर व्यतीत करना चाहिये। 
वानप्रस्थ-आश्रममें भी वह उन्हीं\अम्रियोका सेवन करे, 
जिनका गृहस्थ-आश्रममें सेवन करता था । देवताओंका 
पूजन करे, नियमपूर्वक रहे, नियमित भोजन करे, 
भगवान्‌ श्रीलिष्णुमें भक्ति रखे तथा यज्ञके सम्पूर्ण 
अङ्गोंका पालन करते हुए प्रतिदिन अग्रिहोत्रका अनुष्ठान 
करे । धान और जौ वही ग्रहण करे, जो बिना जोती हुई 
जमीनमें अपने-आप पैदा हुआ हो । इसके सिवा नीवार 
(तीना) और विघस अन्नको भी बह पा सकता है। उसे 
अग्रिमें देवताओंके निमित्त हविष्य भी अर्पण करना 
चाहिये! वानभ्रस्थो लोग वर्षाके समय खुले मैदानमें 
आकाशके नीचे बैठते हैं, हेमन्त ऋतुमें जलका आश्रय 
लेते हैं और ग्रीष्ममें पञ्चाग्रि-सेवनरूप तपस्या करते हैं। 
उनमेंसे कोई तो धरतीपर लोटते हैं, कोई पंजोके बल 
खड़े रहते हैं और कोई-कोई एक स्थानपर एक आसनसे 
बैठे रह जाते हैं। कोई दाँतोंसे ही ऊखलका काम लेते 
हैं--दूसरे किसी साघनद्वारा फोड़ी हुई वस्तु नहीं ग्रहण 
करते । कोई पत्थरसे कूटकर खाते हैं, कोई जौके आटेको 
पानीमें उबालकर उसीको शुक्लपक्ष या कुष्णपक्षमें एक 
बार पी लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो समयपर 
अपने-आप प्राप्त हुई वस्तुको ही भक्षण करते हैं। कोई 
मूल, कोई फल और कोई फूल खाकर ही नियमित 
जीवनः व्यतीत करते हैं। इस अकार चे न्यायपूर्वक 
वैखानसो (वानप्रस्थियॉं) के नियमोंका दृढ़तापूर्वक 
पालन करते हैं! जे मनीषी पुरुष ऊपर बताये हुए तथा 
अन्यान्य नाना प्रकारके नियर्मोकी दीक्षा लेते हैं। 
चौथा आश्रम संन्यास है। यह उपनिषदोंद्वारा 
प्रतिपादित धर्म है। गृहस्थ और वानप्रस्थ आश्रम प्रायः 
सांधारण--मिलते-जुलते माने गये हैं; किन्तु संन्यास 
इनसे भिन्न--विलक्षण होता है । तात ! प्राचीन युगमें 
सर्वार्थदर्शी ग्राह्मणेनि संन्यास-घर्मका आश्रय लिया था ] 


अगस्त्य, सप्तर्षि, मधुच्छन्दा, गवेषण, साङ्कति, सुदिव, 
भाण्डि, यनप्रोथ, कृतश्रम, अहोवीर्य, काम्य, स्थाणु, 
मेधातिथि, बुध, मनोवाक, शिनीवाक, शून्यपाल और 
अकृतश्रम--ये धर्म-तत्त्वके यथार्थ ज्ञाता थे। इन्हें 
धर्मके स्वरूपका साक्षात्कार हो गया था । इनके सिवा, 
धर्मकी निपुणताका ज्ञान रखनेवाले, उग्रतपस्बी ऋषियेंकि 
जो यायावर नामसे प्रसिद्ध गण हैं, वे सभी विषयोंसे 
उपरत हो मायाके बन्धनको तोड़कर ननमें चले गये थे। 
मुमुक्षुको उचित है कि वह सर्वस्व दक्षिणा देकर-- 
सबका त्याग करके सद्यस्करी (तत्काल आत्मकल्याण 
करनेवाला) बने। आत्माका ही यजन करे, विषयोंसे 
उपरत हो आत्मामें ही रमण करे तथा आत्मापर हो निर्भर 
करे। सब प्रकारके संग्रहका परित्याग करके भावनाके 
द्वारा गार्हपत्यादि अभ्ियांकी आत्मामें स्थापना करे और 
उसमें तदनुरूप यज्ञोंका सर्वदा अनुष्ठान करता रहे। 
चतुर्थ आश्रम सबसे श्रेष्ठ बताया गया है। बह 
तीनों आश्रमोकि ऊपर है। उसमें अनेक प्रकारके उत्तम 
गुणोका निवास है! वही सबकी चरम सीमा--परम 
आधार है । ब्रह्मचर्य आदि तीन आश्रमोंमें क्रमशः रहनेके 
पश्चात्‌ काषाय-वस्र धारण करके संन्यास ले ले। 
सर्वस्व-त्यागरूप संन्यास सबसे उत्तम आश्रम है। 
संन्यासीको चाहिये कि वह मोक्षकी सिद्धिके लिये 
अकेले ही धर्मका अनुष्ठान करे, किसीको साथ न रखे। 
जो ज्ञानवान्‌ पुरुष अकेला विचरता है, बह सबका त्याग 
कर देता है; उसे स्वयं कोई हानि नहीं उठानी पड़ती। 
संन्यासी अग्निहोत्रके लिये अभिका चयन न करे, अपने 
रहनेके लिये कोई घर न बनाये, केवल भिक्षा लेनेके 
लिये ही गाँवमें प्रवेश करे, कलके लिये किसी वस्तुका 
संग्रह न करे, मौन होकर शुद्धभावसे रहे तथा थोड़ा और 
नियमित भोजन करे । प्रतिदिन एक ही बार भोजन करे। 
भोजन करने और पानी पीनेके लिये कपाल (काठ या 
नारियल आदिका पात्रविशेष) रखना, वृक्षकी जड़में 
निवास करना, मलिन वस्न धारण करना, अकेले रहना 
तथा सब ग्राणियोंकी, ओरसे उदासीनता रखना- ये 
भिक्षु (संन्यासी) के लक्षण हैं ! जिस पुरुषके भीतर 


सृष्टिखण्ड ] 


» पुष्कर कषेत्रं ब्रह्माजीका यज्ञ और सरस्वतीका प्राकट्य + 


3&*8५७०५५४७०५७७७७७७७ ७५०४७ ७५७४ ७+५2»%*5*४ 50७७ *४७४०५४०४४८५४४४४४४#४७»+४&# ककमान हकती ४:५४ ०४$&*8४:***%/6“#5# *6. 


डर 


सबकी बातें समा जाती हैं--जो सबकी सह लेता है 

तथा जिसके पाससे कोई बात लौटकर पुनः वक्ताके पास 

नहीं जाती--जो कडु वचन कहनेवालेको भी कटु उत्तर 

नहीं देता, वही संन्यासाश्रममें रहनेका अधिकारी है। 

कभी किसीकी भी निन्दाको न तो करे और न सुने ही । 

विशेषतः ब्राह्मणोंकी निन्दा तो किसी तरह न करे। 

ब्राह्मणका जो शुभकर्म हो, उसीकी सदा चर्चा करनी 

चाहिये। जो उसके लिये निन्दाकी बात हो, उसके 

विषयमें मौन रहना चाहिये | यही आत्मशुद्धिकी दवा है। 

जो जिस किसी भी वस्तुसे अपना शरीर ढक लेता 

है, जो कुछ मिल जाय उसीको खाकर भूख मिटा लेता 
है तथा जहाँ कहीं भी सो रहता है, उसे देवता ब्राह्मण 
(ब्रह्मवेत्ता) समझते हैं। जो जन-समुदायको साँप 

समझकर, स्रेह-सम्बन्धको नरक जानकर तथा स्नियॉको 
मुर्दा समझकर उन सबसे डरता रहता है; उसे देवतालोग 
ब्राह्मण कहते हैं । जो मान या अपमान होनेपर स्वयं हर्ष 
अथवा क्रोधके वशीभूत नहीं होता, उसे देवतालोग 
बराह्मण मानते हैं । जो जीवन और मरणका अभिनन्दन न 
करके सदा कालकी ही प्रतीक्षा करता रहता है, उसे 
देवता ब्राह्मण मानते हैं । जिसका चित्त राग-द्ेषादिके 
वशीभूत नहीं होता, जो इन्द्रियॉको बरामें रखता है तथा 
जिसकी बुद्धि भी दूषित नहीं होती, वह मनुष्य सब 
पापॉसे मुक्त हो जाता है। जो सम्पूर्ण प्राणियोसे निर्भय 
है तथा समस्त प्राणी जिससे भय नहीं मानते, उस 
देहाभिमानसे मुक्त पुरुषको कहीं भी भय नहीं होता । जैसे 
हाथीके पदचिहमें अन्य समस्त पादचारी जीवॉके 
पदचिह्ण समा जाते हैं, तथा जिस प्रकार सम्पूर्ण ज्ञान 
चित्तमें लीन हो जाते हैं, उसी प्रकार सारे धर्म और अर्थ 


अहिसामें लीन रहते हैं। राजन्‌! जो हिंसाका आश्रय 
लेता है वह सदा ही मृतकके समान है । 

इस प्रकार जो सबके प्रति समान भान रखता है, 
भलीभाँति धैर्य धारण किये रहता है, इन्द्रियॉको अपने 
वशमेँ रखता है तथा सम्पूर्ण भूतोंको त्राण देता है, बह 
ज्ञानी पुरुष उत्तम गतिको प्राप्त होता है। जिसका 
अन्तःकरण उत्तम ज्ञानसे परितृप्त है तथा जिसमें ममताका 
सर्वथा अभाव है, उस मनीषी पुरुषकी मृत्यु नहीं होती; 
चह अमृतत्वको प्राप्त हो जाता है | ज्ञानी मुनि सब 
प्रकारकी आसक्तियॉसे मुक्त होकर अग्रकाशकी भाँति 
स्थित होता है। जो सबमें विष्णुकी भावना करनेवाला 
और शान्त होता है, उसे ही देवतालोग ब्राह्मण मानते हँ । 
जिसका जीवन धर्मके लिये, धर्म आत्मसन्तोषके लिये 
तथा दिन-रात पुण्यके लिये हैं, उसे देवतालोग ब्राह्मण 
समझते हैं । जिसके मनमें कोई कामना नहीं होती, जो 
कमोकि आरम्भका कोई संकल्प नहीं करता तथा नमस्कार 
और स्तुतिसे दूर रहता है, जिसने योगके द्वारा कर्माको 
क्षीण कर दिया है, उसे देवतालोग ज्ाह्मण मानते हैं। 
सम्पूर्ण प्राणियोंको अभयकी दक्षिणा देना संसारमें समस्त 
दानॉसे बढ़कर है। जो किसीकी निन्दाका पात्र नहीं है 
तथा जो स्वयं भी दूसरोंकी निन्दा नहीं करता, यही ब्राह्मण 
परमात्माका साक्षात्कार कर पाता है । जिसके समस्त पाप 
नष्ट हो गये हैं, जो इहलोक और परल्गेकमें भी किसी 
वस्तुको पानेकी इच्छा नहीं करता, जिसका मोह दूर हो 
गया है, जो मिट्टीके ढेले और सुनर्णको समान दृष्टिसे 
देखता है, जिसने रोषको त्याग दिया है, जो निन्दा-स्तुति 
और प्रिय-अप्रियसे रहित होकर सदा उदासीनकी भाँति 
विचरता रहता है, वही नास्तवमें संन्यासी है। 


—= ~~ 


पुष्कर क्षेत्रमें ब्रह्माजीका यज्ञ और सरस्वतीका प्राकट्य 


भीष्पजीने कहा ब्रह्मन्‌! आपके मुखसे यह 
सब प्रसङ्ग मैंने सुना; अब पुष्कर क्षेत्रमें जो ब्रह्माजीका 
यज्ञ हुआ था, उसका वृत्तान्त सुनाइये। क्योंकि इसका 
श्रवण करनेसे मेरे शरीर [और मन] की शुद्धि होगी । 

पुलस्त्यजीने कहा--राजन्‌ ! भगवान्‌ ब्रह्माजी 


पुष्कर क्षेत्रमें जन यज्ञ कर रहे थे, उस समय जो-जो 
बातें हुईं उन्हें बतलाता हूँ; सुनो । पितामहका यज्ञ आदि 
कृतयुगमें प्रारम्भ हुआ था । उस समय मरीचि, अङ्गिर, 
मैं, पुलह, क्रतु और प्रजापति दक्षने ब्रह्माजीके पास 
जाकर उनके चरणोंमें मस्तक झुकाया । धाता, अर्यमा, 


५० 


» अर्चयस्व इवीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पद्यपुराण 


Aheshhmeereeresnereerereeatinttreennneereeseeneneeeeesstenannnernnesesssssmsennnnsnesesssnesueeeeee++४. 


सविता, वरुण, अंश, भग, इन्द्र, विवस्वान्‌, पूषा, त्वष्टा 
और पर्जन्य--आदि बारहों आदित्य भी वहाँ उपस्थित 
हो अपने जाज्बल्यमान तेजसे प्रकाशित हो रहे थे। इन 
देवेश्वरॉने भी पितामहको प्रणाम किया । मृगव्याध, शर्व, 
महायशस्वी निहति, अजैकपाद, अहिर्बुध्न्य, पिनाकी, 
अपराजित, विश्वेश्वर भव, कपर्दी, स्थाणु और भगवान्‌ 
भग- यै ग्यारह रुद्र भी उस यज्ञमें उपस्थित थे। दोनों 
अश्विनीकुमार, आठों वसु, महाबली मरुद्गण, विश्वेदेव 
और साध्य नामक देखता ब्रह्माजीके सम्मुख हाथ 
जोड़कर खड़े थे। शोषजीके वंशज वासुकि आदि बड़े- 
बड़े नाग भी विद्यमान थे। तार्क्ष्य, अरिष्टनेमि, महाबली 
गरुड़, वारुणि तथा आरुणि--ये सभी विनताकुमार वहाँ 
पघारे थे । लोकपालक भगवान्‌ श्रीनारायणने वहाँ स्वयं 
पदार्पण किया और समस्त महर्षियोंके साथ लोकगुरु 
ब्रह्माजीसे कहा-- “जगत्पते ! तुम्हारे ही द्वारा इस सम्पूर्ण 
संसारका विस्तार हुआ है, तुम्हीने इसकी सृष्टि की है; 
इसलिये तुम सम्पूर्ण लोकोंके ईश्वर हो । यहाँ हमलोगोंके 
करनेयोग्य जो तुम्हारा महान्‌ कार्य हो, उसे करनेकी हमें 
आज्ञा दो।' देवर्षियोके साथ भगवान्‌ श्रीविष्णुने ऐसा 
कहकर देवेश्वर ब्रह्माजीको नमस्कार किया। 
जह्याजी यहाँ स्थित होकर सम्पूर्ण दिशाओंको 
अपने तेजसे प्रकाशित कर रहे थे तथा भगवान्‌ श्रीविष्णु 
भी श्रीबत्स-चिहसे सुशोभित एवं सुन्दर सुवर्णमय 
यशोपवीतसे देदीप्यमान हो रहे थे । उनका एक-एक रोम 
परम पवित्र है! वे सर्वसमर्थ हैं, उनका वक्षःस्थल 
विशाल तथा श्रीघिग्रह सम्पूर्ण तेजोंका पुञ्ज जान पड़ता 
है। [देवताओं और ऋषियेनि उनकी इस प्रकार स्तुति 
की--] जो पुण्यात्माओको उत्तम गति और पापियोंको 
दुर्गति प्रदान करनेवाले हैं; योगसिद्ध महात्मा पुरुष जिन्हे 
उत्तम योगस्वरूप मानते हैं; जिनको अणिमा आदि आठ 
ऐश्वर्य नित्य आ हैं; जिन्हें देवताओंमें सबसे श्रेष्ठ कहा 
जाता है; मोकी अभिलाषा रखनेवाले संयमी ब्राह्मण 
योगसे अपने अन्तःकरणको शुद्ध करके जिन सनातन 
पुरुषको पाकर जन्म-मरणके बन्धनसे मुक्त हो जाते हैं; 
चन्द्रमा और सूर्य जिनके नेत्र हैं तथा अनन्त आकाश 


जिनका विग्रह है; उन भगवानकी हम शरण रेते हैं। जो 
भगवान्‌ सम्पूर्ण भूतोंकी उत्पत्ति और वृद्धि करनेवाले हैं, 
जो ऋषियों और लोकोकि स्रष्टा तथा देनताओकि ईश्वर हैं, 
जिन्होंने देवताओंका प्रिय और समस्त जगतका पालन 
करनेके लिये चिरकालसे पितरोंको कव्य तथा 
देवताओंको उत्तम हविष्य अर्पण करनेका नियम प्रवर्तित 
किया है, उन देवश्रेष्ठ परमेश्वरको हम सादर प्रणाम 
करते हैं। 

तदनन्तर वृद्ध एवं बुद्धिमान्‌ देवता भगवान्‌ 
श्रब्रह्माजी यज्ञशालामें ल्ग्रेकपालक श्रीविष्णुभगवान्‌के 
साथ बैठकर शोभा पाने लगे । वह यजमण्डप धन आदि 
सामग्रियों और ऋत्विजॉसे भरा था। परम प्रभावशाली 
भगवान्‌ श्रीविष्णु धनुष हाथमें लेकर सब ओरसे उसकी 
रक्षा कर रहे थे। दैत्य और दानवॉंके सरदार तथा 
राक्षसोंके समुदाय भी वहाँ उपस्थित थे । यज्ञ-विद्या, 
बेद-विद्या तथा पद और क्रमका ज्ञान रखनेवारे 
महर्षियॉके वेद-घोषसे सारी सभा गूँज उठी। यशमें 
स्तुति-कर्मके जानकार, शिक्षाके ज्ञाता, शब्दोंकी व्युत्पत्ति 
एवं अर्थका ज्ञान रखनेवाले और मीमांसाके युक्तियुक्त 
वाक्योको समझनेवाले विद्वानोके उच्चारण किये हुए शब्द 
सबको सुनायी देने लगे। इतिहास और पुराणोंके ज्ञाता, 
नाना प्रकारके विज्ञानको जानते हुए भी मौन रहनेवाले, 
संयमी तथा उत्तम ब्रतोंका पालन करनेवाले विद्वानोंने 
वहाँ उपस्थित होकर जप और होममें लगे हुए 
मुख्य-मुख्य ब्राह्मणॉंको देखा । देवता और असुरोंके गुरु 
लोक-पितामह ब्रह्माजी उस यज्ञभूमिमें विराजमान थे। 
सुर और असुर दोनों ही उनकी सेवामें खड़े थे। 
्रजापतिगण--दक्ष, वसिष्ठ, पुलह, मरीचि, अक्लिरा, 
भृगु, अत्रि, गौतम तथा नारद--ये सब लोग जहाँ 
भगवान्‌ ब्रह्माजीकी उपासना करते थे । आकार, वायु, 
तेज, जल, पृथ्वी, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध, 
ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, व्याकरण, 
छन्दःशाख, निरुक्त, कल्प, शिक्षा, आयुर्वेद, धनुर्वेद, 
मीमांसा, गणित, गजविद्या, अश्वविद्या और इतिहास-- 
इन सभी अञ्गोपाङ्गोसे विभूषित सम्पूर्ण वेद भी मूर्तिमान्‌ 


सृष्टिखण्ड ] 


« पुष्कर क्षेजमें ब्रह्माजीका यज्ञ और सरस्वतीका प्राकट्य + 


ष्र 


५५६७७७७७७७ ७ ७७७७७७७१७७ केक *5*»*:४ ४ कीती तितक, 


होकर ओङ्कारयुक्त महात्मा ब्रह्माजीकी उपासना करते थे । 
नय, क्रतु, संकल्प, भाण तथा अर्थ, धर्म, काम, हर्ष, 
शुक्र, बृहस्पति, संवर्त, बुध, शनैश्वर, राहु, समस्त ग्रह, 
मरुद्गण, विश्वकर्मा, पितृगण, सूर्य तथा चन्द्रमा भी 
ब्रह्माजीकी सेवामें उपस्थित थे । दुर्गम कष्टसे तारनेबाली 
गायत्री, समस्त बेद-शास्त्र, यम-नियम, सम्पूर्ण अक्षर, 
लक्षण, भाष्य तथा सब शास्त्र देह धारण करके वहाँ 
विद्यमान थे। क्षण, लव, मुहूर्त, दिन, रात्रि, पक्ष, मास 
और सम्पूर्ण ऋतुएँ. अर्थात्‌ इनके देवता महात्मा 
ब्रह्माजीकी उपासना करते थे। 
इनके सिवा अन्यान्य श्रेष्ठ देवियाँ--ही, कीर्ति, 
द्युति, प्रभा, धृति, क्षमा, भूति, नीति, विद्या, मति, श्रुति, 
स्मृति, कान्ति, शान्ति, पुष्टि, क्रिया, नाच-गानमें कुशल 
समस्त दिव्य अप्सराऐ. तथा सम्पूर्ण देव-माताएँ भी 
ब्रह्माजीकी सेवामें उपस्थित थीं। विप्रचित्ति, शिबि, 
शङ्कु, केतुमान, प्रहद, बलि, कुम्भ, संहाद, अनुहाद, 
वृषपर्वा, नमुचि, झाम्बर, इन्द्रतापन, वातापि, केशी, राहु 
और बृत्र--ये तथा और भी बहुत-से दानव, जिन्हें 
अपने बळपर गर्व था, त्रह्माजीकी उपासना करते हुए इस 
अकार बोले । 
दानबोंने कहा--भगवन्‌! आपने ही 
हमलोगोंकी सृष्टि की है, हमें तीनों लोकोंका राज्य दिया 
है तथा देवताओंसे अधिक बल्वान्‌ बनाया है; 
पितामह ! आपके इस यज्ञमें हमलोग कौन-सा कार्य 
करें ? हम स्वये ही कर्तव्यका निर्णय करनेमें समर्थ हैं; 
अदितिके गर्भसे पैदा हुए इन बेचारे देवताओंसे क्या 
काम होगा; ये तो सदा हमरेद्वारा मारे जाते और 
अपमानित होते रहते हैं। फिर भी आप तो हम सबके 
ही पितामह हैं; अतः देवताओंको भी साथ लेकर यज्ञ 
पूर्ण कीजिये । यज्ञ समाप्त होनेपर राज्यलक्ष्मीके विषयमें 
हमारा देवताओके साथ फिर विरोध होगा; इसमें तनिक 
भी सन्देह नहीं है, किन्तु इस समय हम चुपचाप इस 
यज्ञको देखेंगे--देवताऑके साथ युद्ध नहीं छेड़ेंगे। 
'पुलस्त्यजी कहते हैं--दानवोंके ये गर्वयुक्त वचन 
सुनकर इन्द्रसहित महायशस्वी भगवान्‌ श्रीनिष्णुने 
संण्पन्पुः ३ 


इङ्करजीसे कहा ! 

भगवान्‌ श्रीविष्णु खोले--प्रभो ! पितामहके 
यशमें अधान-प्रघान दानव आये हैं। न्नह्माजीने इनको भी 
इस यज्ञमें आमन्त्रित किया है । ये सब लोग इसमें विश्न 
डालनेका प्रयत्न कर रहे हैं। परन्तु जबतक यज्ञ समाप्त 
न हो जाय तबतक हमलोगॉको क्षमा करना चाहिये । इस 
यज्ञके समाप्त हो जानेपर देवताओंको दानवेकि साथ युद्ध 
करना होगा। उस समय आपको ऐसा यत्र करना 
चाहिये, जिससे पृथ्वीपरसे दानवॉका नामो-निशान मिट 
जाय । आपको मेरे साथ रहकर इन्द्रकी बिजयके लिये 
प्रयत्न करना उचित है। इन दानवोंका धन लेकर 
राहगीरों, ब्राह्मणों तथा दुःखी मनुष्योमें नाँट दें। 

भगवान्‌ श्रीविष्णुकी यह बात सुनकर अह्यजीने 
कहा-- भगवन्‌ ! आपकी बात सुनकर ये दानव कुपित 
हो सकते हैं; किन्तु इस समय इन्हें क्रोध दिलाना आपको 
भी अभीष्ट न होगा। अतः रुद्र एवं अन्य देवताओंके 
साथ आपको क्षमा करना चाहिये। सत्ययुगके अन्तमें 
जब यह यज्ञ समाप्त हो जायगा, उस समय मैं 
आपलोगोंको तथा इन दानवोंको विदा कर दूँगा; उसी 
समय आप सब लोग सन्धि या विग्रह, जो उचित हो, 
'कीजियेगा ।' 

पुलस्त्यजी कहते हैं--तदनन्तर भगवान्‌ 
ब्रह्माजीने पुनः उन दानबोंसे कहा---'तुम्हें देवताऑके 
साथ किसी प्रकार विरोध नहीं करना चाहिये | इस समय 
तुम सब लोग परस्पर मित्रभावसे रहकर मेरा कार्य 
सम्पन्न करो ।' 

दानयोने कहा--पितामह ! आपके प्रत्येक 
आदेशका हमलोग पालन करेंगे। देवता हमारे छोटे भाई 
हैं, अतः उन्हें हमारी ओरसे कोई भय नहीं है । 

दानर्वोकी यह बात सुनकर अह्याजीको बड़ा सन्तोष 
हुआ। थोड़ी ही देर बाद उनके यज्ञका वृत्तान्त सुमकर 
ऋषियोंका एक समुदाय आ पहुँचा। भगवान्‌ श्रीविष्णुने 
उनका पूजन किया। पिनाकधारी महादेवजीने उन्हें 
आसन दिया तथा ब्रह्माजीकी आज्ञासे वसिष्ठजीने उन 
सबको अर्घ्य निवेदित करके उनका कुशल-क्षेम पूछा 


ष्र 


+ अर्जयस्व हृषीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पदापुराण 


3480४७2७७33::356»*9 ५५७५9 &»:2**34:***»* » ४ ४४:५५४$#%% 3 5४४ &$&*:5#*/5:%»»५० ४४७४» &&+45##&5*»# ७१७७७७७६७७ ७ 


और पुष्कर क्षेत्रमें उन्हें निवासस्थान देकर कहा-- 
'आपलोग आरामसे यहीं रहें।' तत्पश्चात्‌ जटा और 
मृगचर्म धारण करनेवाले वे समस्त महर्षि ब्रह्माजीकी 
यज्ञ-सभाको सुशोभित करने लगे। उनमें कुछ महात्मा 
बालखिल्य थे तथा कुछ लोग सेप्रख्यान (एक समयके 
लिये ही अन्न ग्रहण करनेवाले अथवा तत्वका विचार 
करनेवाले) थे। वे नाना प्रकारके नियर्मोमे संलग्न तथा 
नेदीपर शयन करनेवाले थे। उन सभी तपस्वियोनि 
युष्करके जलमें ज्यों ही अपना मुँह देखा, उसी क्षण वे 
अत्यन्त रूपयान्‌ हो गये। फिर एक दूसरेकी ओर 
देखकर सोचने लगे--'यह कैसी बात है ? इस तीर्थमें 
मुँहका प्रतिबिम्ब देखनेसे स्का सुन्दर रूप हो गया !' 
ऐसा विचार कर तपस्वियोनि उसका नाम “मुख़दर्शन 
तीर्थ! रख दिया। तत्पश्चात्‌ वे नहाकर अपने-अपने 
नियमॉमें लग गये । उनके गुणॉकी कहीं उपमा नहीं थी । 
नरश्रेष्ठ ! वे सभी वनवासी मुनि वहाँ रहकर अत्यन्त 
शोभा पाने लगे । उन्होंने अभ्निहोत्र करके नाना प्रकारकी 
क्रियाएँ, सम्पन्न कीं । तपस्यासे उनके पाप भस्म हो चुके 
थे। ठे सोचने लगे कि 'यह सरोवर सबसे श्रेष्ठ है।' ऐसा 
विचार करके उन द्विजातियॉने उस सरोबरका “श्रेष्ठ 
पुष्कर' नाम रखा । 
तदनन्तर त्राह्मणोको दानके रूपमें नाना प्रकारके 
पात्र देनेके पश्चात्‌ वे सभी द्विज वहाँ प्राची सरस्वतीका 
नाम सुनकर उसमें स्नान करनेकी इच्छासे गये । तीर्थोमि 
श्रेष्ठ सरस्वतीके तटपर बहुत-से द्विज निवास करते थे। 
नाना प्रकारके वृक्ष उस स्थानकी शोभा बढ़ा रहे थे। वह 
तीर्थ सभी ग्राणियोंको मनोरम जान पड़ता था । अनेकों 
ऋषि-मुनि उसका सेवन करते थे । उन ऋषियॉमेंसे कोई 
वायु पीकर रहनेवाले थे और कोई जल पीकर। कुछ 
लोग फलाहारी थे और कुछ केवल पत्ते चनाकर 
रहनेयाले थे। 
सरस्वतीके तटपर महर्षियोके स्वाध्यायका राब्द 
गूँजता रहता था । मृगोंके सैकड़ों झुंड वहाँ विचरा करते 
थे | अहिंसक तथा घर्मपरायण महात्माओंसे उस तीर्थकी 
अधिक शोभा हो रही थी । पुष्कर तीर्थमें सरस्वती नदी 


सुप्रभा, काञ्चना, आची, नन्दा और विशाला नामसे 
प्रसिद्ध पाँच धाराओंमें प्रवाहित होती हैं! भूतलपर 
वर्तमान ब्रह्माजीकी सभार्मे--उनके विस्तृत यज्ञमण्डपमें 
जन द्विजातियोंका शुभागमन हो गया, देवतालोग 
पुण्याहवाचन तथा नाना प्रकारके नियमोंका पालन करते 
हुए जब यज्ञ-कार्यके सम्पादनमें लग गये और पितामह 
ब्रह्माजी यज्ञकी दीक्षा ले चुके, उस समय सम्पूर्ण 
भोगोंकी समृद्धिसे युक्त यज्ञके द्वारा भगवानका यजन 
आरम्भ हुआ। राजेन्द्र ! उस यज्ञमें द्विजातियोंके पास 
उनकी मनचाही वस्तुएँ अपने-आप उपस्थित हो जाती 
थीं। घर्म और अर्थके साधनमें प्रवीण पुरुष भी स्मरण 
करते ही वहाँ आ जाते थे । देव, गन्धर्व गान करने लगे । 
अप्सराएँ नाचने लगीं । दिव्य बाजे बज उठे । उस यज्ञकी 
समृद्धिसे देवता भी सन्तुष्ट हो गये! मनुष्योंको तो 
वहाँका वैभव देखकर बड़ा ही विस्मय हुआ। पुष्कर 
तीर्थमें जब इस प्रकार ब्रह्माजीका यज्ञ होने लगा, उस 
समय ऋषियोंने सन्तुष्ट होकर सरस्वतीका सुप्रभा नामसे 
आवाहन किया। पितामहका सम्मान करती हुई 
वेगशालिनी सरस्वती नदीको उपस्थित देखकर मुनियोंको 
बडी प्रसन्नता हुई । इस प्रकार नदियोंमें श्रेष्ठ सरस्वती 
ब्रह्माजीकी सेवा तथा मनीषी मुनियोंकी प्रसन्नताके लिये 
ही पुष्कर तीर्थमें प्रकट हुई थी। जो मनुष्य सरस्वतीके 
उत्तर-तटपर अपने शरीरका परित्याग करता है तथा प्राची 
सरस्वतीके तटपर जप करता है, वह पुनः जन्म-मृत्मुको 
नहीं प्राप्त होता । सरस्वतीके जलमें डुबकी लगानेवालेको 
अश्वमेघ यज्ञका पूरा-पूर फल मिलता है। जो वहाँ 
नियम और उपवासके द्वारा आपने शरीरको सुखाता है, 
केवल जल या वायु पीकर अथवा पत्ते चनाकर तपस्या 
करता है, वेदीपर सोता है तथा यम और मियमॉका 
पृथक्‌-पृथक्‌ पालन करता है, वह शुद्ध हो न्ह्माजीके 
परम पदको प्राप्त होता है। जिन्होंने सरस्वती तीर्थमें 
तिलभर भी सुवर्णका दान किया है, उनका वह दान 
मेरुपर्वतके दानके समान फल देनेवाला है--यह बात 
पूर्वकालमें स्वयं प्रजापति ब्रह्माजीने कही थी । जो मनुष्य 
उस तीर्थमें श्राद्ध करेंगे, वे अपने कुलकी इक्कीस 


सृष्टिखण्ड ] 


* पुष्कर क्षेत्रमें ब्रह्मजीका यज्ञ और सरस्वतीका प्राकट्य + 


3&०४००७५४७७७४०७४»०४४००४०७४०४५४७४५४०७७५&»४»3७»५%% ७ ७७७७७६३७७6 कक टेके ७७ कीक ककी कडक क, 


५३ 


पीढ़ियोंके साथ स्वर्गलोकमें जावँगे । वह तीर्थ पितरोंको 
बहुत ही प्रिय है, वहाँ एक ही पिण्ड देनेसे उन्हें पूर्ण तृप्ति 
हो जाती है। वे पुष्करतीर्थके द्वारा उद्धार पाकर 
बह्यलोकमें पधारते हैं । उन्हें फिर अन्न--भोगोंकी इच्छा 
नहीं होती, वे मोक्षमार्गमें. चले जाते हैं। अब मैं सरस्वती 
नदी जिस प्रकार पूर्ववाहिनी हुई, वह प्रसङ्ग बतलाता 
हूँ; सुनो। 
पहलेकी बात है, एक बार इन्द्र आदि समस्त 
देवताओंकी ओरसे भगवान्‌ श्रीविष्णुने सरस्वतीसे 
कहा--'देवि ! तुम पश्चिम-समुद्रके तटपर जाओ और 
इस बडवानलको ले जाकर समुद्रमें डाल दो। ऐसा 
करनेसे समस्त देवताओंका भय दूर हो जायगा। तुम 
माताकी भाँति देबताओंको अभय-दान दो।' सबको 
उत्पन्न करनेवाले भगवान्‌ श्रीविष्णुकी ओरसे यह आदेश 
मिलमेपर देवी सरस्वतीने कहा--'भगवन्‌ ! मैं स्वाधीन 
नहीं हूँ; आप इस कार्यके लिये मेरै पिता ब्रह्माजीसे 
अनुरोध कीजिये | पिताजीकी आज्ञाके बिना मैं एक पग 
भी कहीं नहीं जा सकती।' सरस्वतीका अभिप्राय 
जानकर देवताओंने ब्रह्माजीसे कहा---'पितामह ! 
आपकी कुमारी कन्या सरस्वती बड़ी साध्वी है--उसमें 
किसी प्रकारका दोष नहीं देखा गया है; अतः उसे 
छोड़कर दूसरा कोई नहीं है, जो बडवानलको ले 
जा सके। 
पुलस्त्यजी कहते हैं---देवताओंकी बात सुनकर 
ब्रह्माजीने सरस्वतीको बुलाया और उसे गोदमें लेकर 
उसका मस्तक सूँघा। फिर बड़े स्रेहके साथ कहा-- 
“बेटी !. तुम मेरी और इन समस्त देवताओंकी रक्षा करो! 
देवताओंके प्रभावसे तुम्हें इस कार्यके करनेपर बड़ा 
सम्मान प्राप्त होगा । इस नडवानलुको ले जाकर खारे 
पानीके समुद्रमें डाल दो।' पिताके नियोगके कारण 
बालिकाके नेत्रोर्मे आँसू छलछला आये। उसने 
नह्याजीको प्रणाम करके कहा- “अच्छा, जाती हूँ।' 
उस समय सम्पूर्ण देवताओं तथा उसके पिताने भी 
कहा-- “भय न करो।' इससे वह भय छोड़कर प्रसन्न 
चित्तसे जानेको तैयार हुई । उसकी योत्राके समय सङ्घ 


और नगारोंकी ध्वनि तथा मङ्गलघोष होने लगा, जिसकी 
आवाजसे सारा जगत्‌ गूँज उठा । सरस्वती अपने तेजसे 
सर्वत्र प्रकाश फैलाती हुई चली । उस समय गङ्गाजी 
उसके पीछे हो लीं । तन सरस्वतीने कहा--'सखी ! तुम 
कहाँ आती हो ? मैं फिर तुमसे मिळूंगी ।' सरस्वतीके 
ऐसा कहनेपर गङ्गाने मधुर वाणीरमे कहा--'शुभे ! अब 
तो तुम जब पूर्वदिशामें आओगी तभी मुझे देख 
सकोगी । देवताओंसहित तुम्हारा दर्शन तभी मेरे ल्ये 
सुलभ हो सकेगा।' यह सुनकर सरस्वतीने कहा-- 
“शुचिस्मिते ! तब तुम भी उत्तराभिमुखो होकर शोकका 
परित्याग कर देना! गङ्गा बोलीं--'सखी! मैं 
उत्तणभिमुखी होनेपर अधिक पवित्र मानी जाऊँगी और 
तुम पूर्वाभिमुख होनेपर। उत्तरवाहिनी गङ्गा और 
पूर्ववाहिनी सरस्वतीमें जो मनुष्य श्राद्ध और दान करेंगे, 
चे तीनों ऋणॉसे मुक्त होकर मोक्षमार्गका आश्रय 
लेंगे--इसमें कोई अन्यथा विचार करनेकी आवश्यकता 
नहीं है।' 

इसपर वह सरस्वती नदीरूपमें परिणत हो गयी । 
देवताओंके देखते-देखते एक पाकरके वृक्षकी जड़से 
प्रकट हुई। वह वृक्ष भगवान्‌ विष्णुका स्वरूप है | 
सम्पूर्ण देवताओनि उसकी चन्दनां की है। उसकी अनेकों 
'शाखाएँ सब ओर फैली हुई हैं। यह दूसरे ब्रह्माजीकी 
भाँति शोभा पाता है। यद्यपि उस वृक्षमें एक भी फूल 
नहीं है, तो भी वह डालियॉपर बैठे हुए शुक आदि 
पक्षियोके कारण फूलॉसे ल्दा-सा जान पड़ता है। 
सरस्वतीने उस पाकरके समीप स्थित होकर देवाधिदेव 
विष्णुसे कहा--'भगवन्‌ ! मुझे बडवामि समर्पित 
कीजिये; मैं आपकी आज्ञाका पालन करूँगी।' उसके 
ऐसा कहनेपर भगवान्‌ श्रीविष्णु बोले--'शुभे ! तुम्हें 
इस बडवानलको पश्चिम-समुद्रकी ओर ले जाते समय 
जलनेका कोई भय नहीं होगा ।' 

पुलस्त्यजी कहते हैं-तदनन्तर भगवान्‌ 
त्रीविष्णुने बडवानलको सोनेके घड़ेमें रखकर सरस्वतीको 
सौंप दिया। उसने उस घड़ेको अपने उदरमें रखकर 
पश्चिमकी ओर प्रस्थान किया । अदृश्य गतिसे चलती हुई 


पड 


= अर्चयस्व इधीकेश यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


Seeespeseesemsmsessereeneneessessmseeeaesereeraessssseenesssaehsesseeeressnssnes esse sess eak४*५५५४५५॥॥ 


चह महानदी पुष्करमें पहुँची और ब्रह्माजीने जिन-जिन 
कुण्डोंमें हवन किया था, उन सबको जलसे आप्लावित 
करके प्रकट हुई। इस प्रकार पुष्कर क्षेत्रमे परम पवित्र 
सरस्वती नदीका प्रादुर्भाव हुआ । जगत्को जीवनदान 
देनेवाली वायुने भी उसका जल लेकर वहाँके सब 
तीथोंमें डाल दिया। उस पु्यक्षेत्रमें पहुँचकर 
पुण्यसलिला सरस्वती मनुष्योके पापोंका नाश करनेके 
लिये स्थित हो गयी । जो पुण्यात्मा मनुष्य पुष्कर तीर्थमें 
बिद्यमान सरस्वतीका दर्शन करते हैं, वे नारकी जीवोंकी 
अधोगतिका अनुभव नहीं करते। जो मनुष्य उसमें 
भक्ति-भाषके साथ स्त्रान करते है, वे ब्रह्मस्रेकमें 
पहुँचकर ग्रह्माजीके साथ आनन्दका अनुभव करते हैं। 
जो मनुष्य ज्येष्ठ पुष्करमें स्नान करके पितरोंका तर्पण 
करता है, वह उन सबका नरकसे उद्धार कर देता है तथा 
स्वयं उसका भी चित्त शुद्ध हो जाता है । ब्रह्माजीके क्षेत्रमें 
पुण्यसलिला सरस्वतीको पाकर मनुष्य दूसरे किस 
तीर्थकी कामना करे--उससे बढ़कर दूसरा तीर्थ है ही 
कौन ? सम्पूर्ण तीर्थोमि स्नान करनेसे जो फल प्राप्त होता 
है, सह सन-का-सन ज्येष्ठ पुष्करमें एक बार डुबकी 
रूगानेसे मिल जाता है। अधिक क्या कहा जाय-- 
जिसने पुष्कर क्षेत्रका निवास, ज्येष्ठ कुण्डका जल तथा 
उस तीर्थमें मृत्यु--ये तीन बातें प्राप्त कर लीं, उसने 
परमगति पा ली। जो मनुष्य उत्तम काल, उत्तम क्षेत्र 
तथा उत्तम तीर्थमें स्नान और होम करके आहाणको दान 
देता है, षह अक्षय सुखका भागी होता है । कार्तिक और 
अैशाखके शुक पक्षमें तथा चन्द्रमा और सूर्यके ्रहणके 
समय स्रान करनेयोग्य कुरुजाङ्गरूदेदामें जितने क्षेत्र और 
तीर्थ मुनीश्वरोंद्वास बताये गये हैं, उन सबमें यह पुष्कर 
तीर्थ अधिक पवित्र है--ऐसा ब्रह्माजीने कहा है। 
जो पुरुष कार्तिककी पूर्णिमाको मध्यम कुण्ड 
(मध्यम पुष्कर) -में खान करके ब्राह्मणको धन देता है, 
उसे अश्वमेध यज्ञका फल मिलता है । इसी प्रकार कनिष्ठ 
कुण्ड (अन्त्य पुष्कर) -में एकाअतापूर्वक स्नान करके जो 
ब्राह्मणको उत्तम अगहनीका चावल दान करता है, वह 
अग्रिलोकमें जाता है तथा वहाँ इकीस पीढ़ियोके साथ 


रहकर श्रेष्ठ फलका उपभोग करता है । इसलिये पुरुषको 
उचित है कि वह पूरा प्रयत्न करके पुष्कर तीर्थकी 
भ्राप्तिके लिये--बहाँकी यात्रा करनेके लिये अपना 
विचार स्थिर करे । मति, स्मृति, प्रज्ञा, मेधा, बुद्धि और 
शुभ जाणी--ये छः सरखतीके पर्याय बतलाये गये हैं। 
जो पुष्करके वनमें, जहाँ प्राची सरस्वती है, जाकर उसके 
जलका दर्शन भर कर लेते हैं, उन्हें भी अश्वमेध यज्ञका 
फल मिलता है तथा जो उसके भीतर गोता लगाकर 
सान करता है, बह तो न्रह्माजीका अनुचर होता है । जो 
मनुष्य वहाँ विधिपूर्वक श्राद्ध करते हैं, बे पितरोंको 
दुःखदायी नरकसे निकालकर स्वर्गमें पहुँचा देते हैं । जो 
सरस्वतीमें स्नान करके पितरोंको कुरा और तिलसे युक्त 
जल दान करते हैं, उनके पितर हर्षित हो नाचने लगते 
हैं। यह पुष्कर तीर्थ सन तीर्थोसे श्रेष्ठ माना गया है; 
क्योंकि यह आदि तीर्थ है । इसीलिये इस पृथ्वीपर यह 
समस्त तीथॉमें विख्यात है । यह मानो धर्म और मोक्षकी 
क्रीडास्थली है, निधि है । सरस्वतीसे युक्त होनेके कारण 
इसकी महिमा और भी बढ़ गयी है। जो लोग पुष्कर 
तीर्थमें सरस्वती नदीका जल पीते हैं वे ब्रह्मा और 
महादेवजीके द्वारा प्रशंसित अक्षय ल्लेकोंको प्राप्त होते 
हैं। धर्मके तत्त्वको जाननेवाले मुनियोने जहाँ-जहाँ 
सरस्वतीदेवीका सेवन किया है, उन सभी स्थानोंमें वे 
परम पवित्ररूपसे स्थित हैं; किन्तु पुष्करमें वे अन्य 
स्थलोंकी अपेक्षा विशेष पवित्र मानी गयी हैं। पुण्यमयी 
सरस्वती नदी संसारमें सुलभ है; किन्तु कुरुक्षेत्र, 
अभासक्षेत्र और पुष्करक्षेत्रमे तो यह बड़े भाग्यसे 
आप्त होती है! अतः वहाँ इसका दर्शन दुर्लभ बताया 
गया है। सरस्वती तीर्थ इस भूतलके समस्त तीर्थोमें 
श्रेष्ठ होनेके साथ ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष- इन 
चारों पुरुषार्थोका साघक है । अतः मनुष्यको चाहिये कि 
वह ज्येष्ठ, मध्यम तथा कनिष्ठ--तीनों पुष्करोंमें 
यत्नपूर्वक स्नान करके उनकी प्रदक्षिणा करे। तत्पश्चात्‌ 
पवित्र भावसे प्रतिदिन पितामहका दर्शन करे। अह्म- 
लोकमें जानेकी इच्छा रखनेवाले पुरुषको अनुलोमक्रमसे 
अर्थात्‌ क्रमशः ज्येष्ठ, मध्यम एवं कनिष्ठ पुष्करमें 


सृष्टिखण्ड ] ० सरस्वतीके नन्दा नाम पड़नेका इतिहास और उसका माहात्म्य + ५५ 


2002020222002240:2£22990000:22:04:००५0१७9०००००००-००७०१०३००७७००७०-९०२९०००००००-०००७००-७७०७७५७०-७५७७७७७७७-७७७०००-७७-०७७०००३०९७ 


तथा निलोमक्रमसे अर्थात्‌ कनिष्ठ, मध्यम और ज्येष्ठ सुखका भागी होता है । पुष्करमें तिछू-दानकी मुनिलोग 
पुष्करमें स्नान करना चाहिये। इसी प्रकार वह उक्त अधिक प्रशंसा करते हैं तथा कृष्णपक्षकी चतुर्दशीको 


तीनों पुष्करोंमेंसे किसी एकमें या सबमें नित्य स्त्रान 
करता रहे। 

पुष्कर क्षेत्रमें तीन सुन्दर शिखर और तीन ही स्त्रोत 
हैं। वे सब-के-सब पुष्कर नामसे ही प्रसिद्ध हैं। उन्हें 
ज्येष्ठ पुष्कर, मध्यम पुष्कर और कनिष्ठ पुष्कर कहते हैं। 
जो मन और इन्द्रियोंको वशमें करके सरस्वतीमें स्नान 
करता और ब्राह्मणको एक उत्तम गौ दान देता है, वह 
शास्त्रीय आज्ञाके पालनसे शुद्धचित्त होकर अक्षय 
लोकोंको पाता है । अधिक क्या कहें--जो रात्रिके समय 
भी खान करके बहाँ याचकूअन डना हैलूइ, अनन्त 

र (ई मदक 

नला जाम 

सूतजी कहते हैं--यह -झुककर देवन्नत भोष्मने 
पुलस्त्यजीसे पूछा--““बहान्‌ ! सरिताओंमें श्रेष्ठ नन्दा 
कोई दूसरी नदी तो नहीं है ? मेरे मनमें इस बातको 
लेकर बड़ा कौतूहल हो रहा है कि सरस्वतीका नाम 
*नन्दा' कैसे पड़ गया । जिस प्रकार और जिस कारणसे 
बह 'नन्दा' नामसे प्रसिद्ध हुई, उसे बतानेकी कृपा 
कीजिये!” भीष्मके इस प्रकार पूछनेपर पुलस्त्यजीने 
सरस्वतीका 'नन्दा' नाम क्यों पड़ा, इसका प्राचीन 
इतिहास सुनाना आरम्भ किया। ने बोले--भीष्प ! 
पहलेकी बात है, पृथ्वीपर प्रभञ्जन नामसे प्रसिद्ध एक 
महाबली राजा हो गये हैं । एक दिन वे उस बनमें मृगोंका 
शिकार खेळ रहे थे। उन्होंने देखा, एक झाड़ीके भीतर 
मृगी खड़ी है! बह राजाके ठीक सामने पड़ती थी। 
अभञ्जनने अत्यन्त तीक्ष्ण बाण चलाकर मृगीको बींघ 
डाला । आहत हरिणीने चकित होकर चारों ओर दृष्टिपात 
किया । फिर हाथमें धनुष-बाण धारण किये राजाको 
खड़ा देख वह बोली--'ओ मूढ़ ! यह तूने क्या 
किया ? तुम्हारा यह कर्म पापपूर्ण है। मैं यहाँ नीचे मुँह 
किये खड़ी थी और निर्भय होकर अपने बचेको दूध 
पिला रही थी । इसी अवस्थामेँ तूने इस बनके भीतर मुझ 
निरपराध हरिणीको अपने वञ्जके समान बाणका निशाना 


वहाँ सदा ही स्नान करनेका निघान है। 

भीष्मजी ! पुष्कर वनमें पहुँचकर सरस्वती नदीके 
प्रकट होनेकी बात बतायी गयी | अन वह पुनः अदृश्य 
होकर वहाँसे पश्चिम दिशाकी ओर चली । पुष्करसे थोड़ी 
ही दूर जानेपर एक खजूरका वन मिला, जो फल और 
फूलोंसे सुशोभित था; सभी ऋतुओंके पुष्प उस 
वनस्थलीकी शोभा बढ़ा रहे थे, वह स्थान मुनियोकि भी 
मनको मोहनेवाळा था। वहाँ पहुँचकर नदियोंमें श्रेष्ठ 
'सरस्वतीदेवी पुनः प्रकट हुई । वहाँ बे 'नन्दा'के नामसे 
तीनों लोकोंमें प्रसिद्ध हुई । 


? 4 क्का 
पड्नेका इतिहास और उसका माहात्म्य 


बनाया है। तेरी बुद्धि बड़ी खोटी है, इसलिये तू कचा 
मांस खानेवाले पशुकी योनिमें पड़ेगा । इस कण्टकाकीर्ण 
'चनमें तू व्याघ्र हो जा।' 

मृगीका यह शाप सुनकर सामने खड़े हुए राजाकी 
सम्पूर्ण इन्द्रियां व्याकुल हो उठीं। वे हाथ जोड़कर 
बोले--'कल्याणी | मैं नहीं जानता था कि तू बच्चेको 
दूध पिला रही है, अनजानमें मैंने तेर वध किया है। 
अतः मुझपर प्रसन्न हो ! मैं व्याघ्रयोनिको त्यागकर पुनः 
मनुष्य-शरीरको कब प्राप्त करूँगा ? अपने इस झापके 
उद्धारकी अवधि तो बता दो।' राजाके ऐसा कहनेपर 
मृगी बोली---'राजन्‌! आजसे सौ वर्ष बीतनेपर यहाँ 
नन्दा नामकी एक गौ आयेगी । उसके साथ तुम्हारा 
वार्तालाप होनेपर इस शापका अन्त हो जायगा।' 

पुलस्त्यजी कहते है--मृगीके कथनानुसार राजा 
अभञ्जन व्याघ्र हो गये । उस व्याघ्रकी आकृति बड़ी ही 
घोर और भयानक थी । वह उस बनमें कालके बशीभूत 
हुए मृगों, अन्य चौपायों तथा मनुष्योंको भी मार-मारकर 
खाने और रहने लगा। वह अपनी निन्दा करते हुए 
कहता था, 'हाय ! अब मैं पुनः कन मनुष्य-झरीर धारण 
करूंगा ? अबसे नीच योनिमें डालुनेवाला ऐसा निन्दनीय 
कर्म--महान्‌ पाप नहीं करूँगा। अब इस योनिमें मेरे 


षद 


* अर्चयस्व हषीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


द्वारा पुण्य नहीं हो सकता। एकमात्र हिंसा ही मेरी 
जीबन-वृत्ति है, इसके द्वारा तो सदा दुःख ही प्राप्त होता हे । 
किस प्रकार मृगीकी कही हुई बात सत्य हो सकती है ?' 
जब च्याघ्रको उस बनमें रहते सौ वर्ष हो गये, तब 
एक दिन वहाँ गौओंका एक बहुत बड़ा झुंड उपस्थित 
हुआ। वहाँ घास और जलकी विशेष सुविधा थी, वही 
गौओंके आनेमें कारण हुई । आते ही गौओके विश्रामके 
लिये बाड़ लगा दी गयी। म्वालोंके रहनेके लिये भी 
साधारण घर और स्थानकी व्यवस्था की गयी। 
गोचरभूमि तो वहाँ थी ही। सबका पड़ाव पड़ गया। 
चनके पासका स्थान गौओकि रैंभानेकी भारी आवाजसे 
गूँजने लगा। मतबाले गोप चारों ओरसे उस 
गो-समुदामकी रक्षा करते थे। 
गौओके झुंडमें एक बहुत ही दृष्ट-पुष्ट तथा सन्तुष्ट 
रहनेवाली गाय थी, उसका नाम था नन्दा । बही उस 
झुंडमें प्रधान थी तथा सबके आगे निर्भय होकर चला 
करती थी । एक दिन वह अपने झुंडसे बिछुड गयी और 
चरते-चरते पूर्वोक्त व्याधके सामने जा पहुँची । व्याघ्र उसे 


मेरा आस नियत किया है, क्योंकि तू स्वयं यहाँ आकर 
उपस्थित हुई है ।' व्याध्रका यह रोंगटे खड़े कर देनेवाला 
निष्ठुर" वचन सुनकर उस गायको चन्द्रमाके समान 
कान्तिवाले अपने सुन्दर बछड़ेकी याद आने लगी। 
उसका गला भर आया--वह गदगद स्वरसे पुत्रके लिये 
हुङ्कार करने लगी। उस गौको अत्यन्त दुखी होकर 
क्रन्दन करते देख व्याघ्र बोला--'अरी गाय ! संसारमै 
सब लोग अपने कर्मोका ही फल भोगते हैं । तू स्वयं मेरे 
पास आ पहुँची है, इससे जान पड़ता है तेरी मृत्यु आज 
ही नियत है। फिर व्यर्थ शोक क्यों करती है ? अच्छा, 
यह तो बता--तू रोयी किसलिये ? 

व्यांघ्रको प्रश्न सुनकर ` नन्दाने कहा--“व्याप्र ! 
तुम्हें नमस्कार है, मेरा सारा अपराध क्षमा करो। मैं 
जानती हूँ तुम्हारे पास आये हुए भ्राणीकी रक्षा असम्भव 
है; अतः मैं अपने जीवेनके लिये झोक नहीं करती । मृत्यु 
तो मेरी एक-न-एक दिन होगी ही [फिर उसके लिये 
क्या चिन्ता] । किन्तु मृगराज ! अभी नयी अवस्थामें मैने 
एक बछड़ेको जन्म दिया है। पहली बियानका बच्चा 
होनेके कारण वह मुझे बहुत ही प्रिय है । मेरा बच्चा अभी 
दूध पीकर ही जीवन चलाता है । घासको तो वह सुंघता 
भी नहीं। इस समय यह गोष्ठमें बंधा है और भूखसे 
पीड़ित होकर मेरी राह देख रहा है। उसीके लिये मुझे 
बारम्बार शोक हो रहा है । मेरे न रहनेपर मेरा बच्चा कैसे 
जीवन धारण करेगा ? मैं पुत्र-स्नेहके वशीभूत हो रही हूँ 
और उसे दूध पिलाना चाहती हूँ। [मुझे थोड़ी देरके 
लिये जाने दो।] बछड़ेको पिलाकर प्यारसे उसका 
मस्तक चार्टूगी और उसे हिंताहितकी जानकारीके लिये 
कुछ उपदेश करूँगी; फिर अपनी सखियोंकी देख-रेखमें 
उसे सौंपकर तुम्हारे पास लौट आऊँगी | उसके बाद तुम 
इच्छानुसार मुझे खा जाना ।' 

नन्दाकी बात सुनकर व्याघ्नने कहा--'अरी ! अब 
तुझे पुत्रसे बया काम है ?' नन्दा बोली--'मृगेन्द ! मैं 
पहरू-पहल जछडा न्यायी हूँ [अतः उसके प्रति मेरी 


देखते ही 'खड़ी रह, खड़ी रह” कहता हुआ उसकी ओर बड़ी ममता है, मुझे जाने दो] । सखियोंको, नन्हे बश्चेको, 
दौड़ा और निकट आकर बोला--'आज विधाताने तुझे रक्षा करनेवाले ग्वालों और गोपियोंको तथा त्रिशेषतः 


अपनी जन्मदायिनी माताको देखकर उन सबसे विदा 
लेकर आ जाऊँगी---मैं शपथपूर्वक यह बात कहती हूँ । 
यदि तुम्हें विश्वास हो, तो मुझे छोड़ दो। यदि मैं पुनः 
लौटकर न आऊें तो मुझे वही पाप रगे, जो ब्राह्मण तथा 
माता-पिताका बघ करनेसे होता है। व्याथों, म्लेच्छों 
और जहर देनेबालॉंको जो पाप लगता है, बही मुझे भी 
छगे। जो गोझालामें विघ्न डालते हैं, सोते हुए प्राणीको 
मारते हैं तथा जो एक बार अपनी कन्याका दान करके 
फिर उसे दूसंरेको देना चाहते हैं, उन्हें जो पाप लगता है, 
वही मुझे भी लगे। जो अयोग्य बैलॉसे भारी बोझ 
उठबाता है, उसको लगनेवाला पाप मुझे भी लगे। जो 
कथा होते समय विघ्न डालता है और जिसके घरपर 
आया हुआ मित्र निराश लौट जाता है, उसको जो पाप 
लगता है, वही मुझे भी लगे, यदि मैं पुनः लौटकर न 
आऊँ । इन भयंकर पातकोके भयसे मैं अवश्य आऊँगी ।' 
नन्दाकी ये झपथें सुनकर व्याघ्रको उसपर विश्वास 
हो गया। वह बोला---“गाय ! तुम्हारी इन शपथोसे 
मुझे विश्वास हो गया है। पर कुछ लोग तुमसे यह भी 
कहेंगे कि स्त्रीके साथ हास-परिहासमें, विवाहमें, गौको 
संकटसे जचानेमें तथा प्राण-संकट. उपस्थित होनेपर जो 
शपथ की जाती है, उसकी उपेक्षासे पाप नहीं लगता ।' 
किन्तु तुम इन बातोंपर विश्वास न करना । इस संसारमें 
कितने ही ऐसे नास्तिक हैं, जो मूर्ख होते हुए भी अपनेको 
पण्डित समझते हैं; वे तुम्हारी बुद्धिको क्षणभरमें भ्रममें 
डाल देंगे । जिनके चित्तपर अज्ञानका परदा पड़ा रहता है, 
के क्षुद्र मनुष्य कुतर्कपूर्ण युक्तियों और दृष्टान्तोंसे 
दूसरोंको मोहमें डाल देते हैं। इसलिये तुम्हारी बुद्धिमें 
यह बात नहीं आनी चाहिये कि मैंने शपथोंद्वारा व्याघ्रको 
ठग लिया। तुमने ही मुझे धर्मका सारा मार्ग दिखाया है; 
आतः इस समय तुम्हारी जैसी इच्छा हो, करो |” 
नन्दा ओली--साधो ! तुम्हारा कथन ठीक है, 
तुम्हें कौन ठग सकता है । जो दूसरोंको ठगना चाहता है, 
बह तो अपने-आपको ही ठगता है। 
च्याध्रने 'कहा--गाय ! अब तुम जाओ! 
पुत्रनत्सले ! अपने पुत्रको देखो, दूध पिलाओ, उसका 


* सरस्वतीके नन्दा नाम पड्नेका इतिहास और उसका घाहार्य + 


ZsperessesessosssereeessseeessessheeeeerennenensnnrreeneneeeeneseennessssnteAneeenreneneeee ds 8 #/ ne 


~ 


मस्तक चाटो तथा माता, भाई, सखी, स्वजन एने बन्धु- 
बान्धवोंका दर्शन करके सत्यको आगे रखकर शीघ्र ही 
यहाँ लौट आओ। 

पुलस्त्यजी कहते है--वह पुत्रवत्सला धेनु बड़ी 
सत्यवादिनी थी । पूर्वोक्त प्रकारसे शपथ करके जन वह 
व्याप्नकी आज्ञा ले चुकी, तब गोष्ठकी ओर चली । उसके 
मुखपर आँसुओंकी धारा बह रही थी। वह अत्यन्त दीन 
भावसे काँप रही थी । उसके हृदयमें बड़ा दुःख था। वह 
कके समुद्रमें डूनकर बारम्बार डँकराती थी । नदीके 
किनारे गोष्ठपर पहुँचकर उसने सुना, बछड़ा पुकार रहा है । 
आवाज कानमें पड़ते ही वह उसकी ओर दौड़ी और 
निकट पहुँचकर नेत्रोसे आँसू बहाने लगी । माताको निकट 
पाकर बछड़ेने शाङ्कित होकर पूछा--'माँ ! [आज क्या 


हो गया है ?] मैं तुम्हें प्रसन्न नहीं देखता, तुम्हारे हृदयमें 
शान्ति नहीं दिखायी देती । तुम्हारी दृष्टिमें भी व्यग्रता है, 
आज तुम अत्यन्त डरी हुई दीख पड़ती हो ।' 

नन्दा खोल्के--बेटा! स्तनपान करो, यह 
हमलोगॉकी अन्तिम भेंट है; अबसे तुम्हें माताका दर्शन 
दुर्लभ हो जायगा। आज एक दिन मेरा दूध पीकर कल 
सबेरेसे किसका पियोगे ? वत्स ! मुझे अभी लौट जाना 


०८ 


* अर्चयस्व हवीकेश यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


30%» &:$५४+४७७३+:५४४७४४ै ४४ ४४४४४ ४83: $*# » ५8» ४ $ » ४ &+ »४ ९५४» क वकक कक कभ 5 &४:*+ *४5:$+*४»#5»#»&»४#### ४ ५९९५९५४७३ 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


है, मैं शपथ करके यहाँ आयी हूँ। भूखसे पीड़ित बाघको 
मुझे अपना जीवन अर्पण करना है। 
बछड़ा खोला--माँ ! तुम जहाँ जाना चाहती हो; 
यहाँ मैं भी चलूँगा। तुम्हारे साथ मेरा भो मर जाना ही 
अच्छा है। तुम न रहोगी तो मैं अकेले भी तो मर ही 
जाऊँगा, [फिर साथ ही क्‍यों न मरूँ 2] यदि बाघ तुम्हारे 
साथ मुझे भी मार डालेगा तो निश्चय ही मुझको वह उत्तम 
गति मिलेगी, जो मातृभक्त पुत्रोंको मिला करती है। अतः 
मै तुम्हारे साथ अवश्य चळूँगा । मातासे बिछुड़े हुए 
बालकके जीवनका क्या प्रयोजन है ? केवल दूध पीकर 
रहनेनाले बश्चोंके लिये माताके समान दूसरा कोई बन्धु 
नहीं है। माताके समान रक्षक, माताके समान आश्रय, 
माताके समान स्नेह, माताके समान सुख तथा माताके 
समान देवता इहलोक और परलोकमें भी नहीं है। यह 
ब्रह्माजीका स्थापित किया हुआ परम धर्म है। जो पुत्र 
इसका पालन करते हैं, उन्हें उत्तम गति प्राप्त होती है ।* 
नन्दाने कहा--बेटा ! मेरी ही मृत्यु नियत है, तुम 
हाँ न आना । दूसरेकी मृत्युके साथ अन्य जीबोंकी मृत्यु 
नहीं होती [जिसकी मृत्यु नियत है, उसीकी होती है] । 
तुम्हारे लिये माताका यह उत्तम एवं अन्तिम सन्देश है; 
मेरै बचनोंका पालन करते हुए यहीं रहो, यही मेरी सबसे 
बड़ी शुश्रूषा है! जलके समीप अथवा वनमें विचरते हुए 
कभी प्रमाद न करना; प्रमादसे समस्त प्राणी नष्ट हो जाते 
हैं । लोभवश कभी ऐसी घासको चरनेके लिये न जाना, 


जो किसी दुर्गम स्थानमें उगी हो; क्योंकि लोभसे इहलोक 
और परलोकमें भी सबका विनाश हो जाता है। लोभसे 
मोहित होकर लोग समुद्रमें, घोर वनमें तथा दुर्गम 
स्थानोंमें भी प्रवेश कर जाते हैं। लोभके कारण विद्वान्‌ 
पुरुष भी भयंकर पाप कर बैठता है । लोभ, प्रमाद तथा 
हर एकके प्रति विश्वास कर लेना- इन तीन कारणॉसे 
जगतका नाश होता है; अतः इन तीनों दोषॉका परित्याग 
करना चाहिये। बेटा ! सम्पूर्ण शिकारी जीवॉसे तथा 
म्लेच्छ और चोर आदिके द्वारा संकट प्राप्त होनेपर सदा 
प्रयत्नपूर्वक अपने झरीरकी रक्षा करनी चाहिये। 
पापयोनिवाले पशु-पक्षी अपने साथ एक स्थानपर निवास 
करते हों, तो भी उनके विपरीत चित्तका सहसा पता नहीं 
लगता । नखवाले जीवॉका, नदियोंका, सोंगवाले 
पशुओका, शस्त्र धारण करनेवालोंका, र्ियोंका तथा 
दूतोंका कभी विश्वास नहीं करना चाहिये । जिसपर पहले 
कभी विश्वास नहीं किया गया हो, ऐसे पुरुषपर तो विश्वास 
करे ही नहीं, जिसपर विश्वास जम गया हो, उसपर भी 
अत्यन्त विश्वास न करे, क्योंकि [अविश्वसनीयपर] 
विश्वास करनेसे जो भय उत्पन्न होता है, वह विश्वास 
करनेवालेका समूल नाश कर डालता है। औरोंकी तो 
बात ही क्या है, अपने शरीरका भी विश्वास नहीं करना 
चाहिये । भीरुस्वभाववाले बालकका भी विश्वास न करे; 
क्योंकि बालक डराने-धमकानेपर प्रमादवश गुप्त बात भी 
दूसरोंको जता सकते है । सर्वत्र और सदा सूँघते हुए 


* नास्ति मातृसमो नाथो नास्ति मातृसमा गतिः । नास्ति मातृसमः स्त्रेहों नास्ति मातृसमे सुखम्‌॥ 
नास्ति मातृसमो देव इहलोके परत्र च । 
एनं खै परमं घर्मै भ्रजापतिविनिर्मितम्‌। थे तिष्ठन्ति सदा पुत्रास्ते यान्ति परमां गतिम्‌॥ 


(१८ | ३५३०-५४) 


† समुद्रमटरवी दुर्ग विशन्ते लोभगोहिताः । लोभादकार्यमत्युप्रै विद्वानपि समाचरेत्‌ ॥ 
'ल्रेभाठामादाद्दिश्रम्मात्त्रिविधैः क्षोयते जगत्‌ । तस्माल्लोभं न कुवीत न प्रमादै न बिश्वसेत्‌ ॥ 


आत्मा हि सततं पुत्र रक्षणीयः अयक्रतः। सर्वेभ्यः 
विरश्चो पापयोनीनामेकत्र 


श्वापदेभ्यक्ष म्लेच्छचौरादिसङ्कटे ॥ 


'वसतामपि । विपरीतानि चित्तानि विज्ञायन्ते न पुत्रक ॥ 


नखिनो च नदीनां च शृङ्गिणां शाक्जघारिणाम्‌। विश्वासो नैव कर्तव्यः स्रीणां प्रेष्यजनस्य च ॥ 
न विश्वसेदविश्वस्ते विश्वस्ते नातिविश्वसेत्‌ । विश्वासाद्भयमुत्पत्रं मूत्त्रदपि निकृन्तति॥ 


न विश्वसेत्‌ स्वदेहेऽपि नारेऽप्याभीतचेतसि । वक्ष्यन्ति 


गूढमत्यर्थंसुध्रमते प्रमादतः ॥ 
(१८। ३५९-६५) 


सृष्टिखण्ड ] 


* सरस्वतीके नन्दा नाम पड़नेका इतिहास और उसका माहात्म्य » 


७०९ 


७९००००००००००००००००० ७९०९९०३०००७७०७००००००९७०३००७०००१-०००१००००-९०००००:९१००५०-७७००:७०७७०००-००-७७-०००:००७०००:१००,००९:०१०:००:०९०७३०:७-३७७-७००७७-७७००-७.. 


ही चलना चाहिये; क्योंकि गन्धसे ही गौएँ भली-बुरी 
घस्तुकी परख कर पाती हैं। भयंकर वनमें कभी अकेला 
न रहे। सदा धर्मका ही चिन्तन करे ] मेरी मृत्युसे तुम्हें 
घबराना महीं चाहिये; क्योकि एक-न-एक दिन सबकी 
मृत्यु निश्चित है। जैसे कोई पथिक छायाका आश्रय 
लेकर बैठ जाता है और विश्राम करके फिर वहाँसे चल 
देता है, उसी प्रकार आणियॉका समागम होता है।* 
बेटा ! तुम शोक छोड़कर मेरे वचनोंका पालन करो । 
'पुलस्त्यजी कहते हैं-यह कहकर नन्दा पुत्रका 
मस्तक सूँघकर उसे चाटने लगी और अत्यन्त शोकके 
वशीभूत हो डबडबायी हुई आँखोंसे बारम्बार लम्बी साँस 
लेने लगी । तदनन्तर बारम्बार पुत्रको निहारकर वह 
अपनी माता, सखिया तथा गोपियोके पास जाकर 
बोली--“माताजी ! मैं अपने झुंडके आगे चरती हुई 
चली जा रही थी। इतनेमें ही एक व्याघ्र मेरे पास आ 
पहुँचा । मैंने अनेकों सौगंधें खाकर उसे लौट आनेका 
विश्वास दिलाया है; तब उसने मुझे छोड़ा है । मै बेटेको 
देखने तथा आपलोगोंसे मिलनेके लिये चली आयी थी; 
अब फिर वहीं जा रही हूँ। माँ! मैंने अपने दुष्ट 
स्वभावके कारण तुम्हारा जो-जो अपराध किया हो, वह 
सन क्षमा करमा । अब अपने इस नातीको लड़का करके 
मानना । [सखियोंकी ओर मुड़कर] प्यारी सखियो ! 
मैंने जानकर या अनजानमें यदि तुमसे कोई अप्रिय बात 
कह दी हो अथवा और कोई अपराध किया हो तो उसके 
लिये तुम सब मुझे क्षमा करना। तुम सब सम्पूर्ण 
सदुणोंसे युक्त हो । तुममें सब कुछ देनेकी शक्ति है । मेरे 
बालकपर सदा क्षमाभाव रखना । मेरा बच्चा दीन, अनाथ 
और व्याकुल है; इसकी रक्षा करना । मैं तुम्हीं लोगोंको 
इसे सौंप रही हूँ; अपने पुत्रकी ही भाँति इसका भी पोषण 
करना । अच्छा, अब क्षमा माँगती हूँ । मैं सत्यको अपना 


चुकी हूँ, अतः व्याघ्रके पास जाऊँगी । सखियोंको मेरे 
लिये चिन्ता नहीं करनी चाहिये ।' 

नन्दाकी नात सुनकर उसकी माता और सखियोंको 
बड़ा दुःख हुआ। वे अत्यन्त आश्चर्य और विषादमें 
पड़कर बोर्ली--'अहो ! यह बड़े आश्चर्यकी बात है कि 
व्याघ्रके कहनेसे सत्यवादिनी नन्दा पुनः उस भयङ्कर 
स्थानमें प्रवेश करना चाहती है। शपथ और सत्यके 
आश्रयसे शत्रुको घोखा दे अपने ऊपर आये हुए महान्‌ 
भयका यल्लपूर्वक नाश करना चाहिये । जिस उपायसे 
आत्मरक्षा हो सके, वही कर्तव्य है । नन्दे ! तुम्हें वहाँ 
नहीं जाना चाहिये। अपने नन्हे-से शिशुको त्यागकर 
सत्यके लोभसे जो तू वहाँ जा रही है, यह तुम्हारे द्वारा 
अधर्म हो रहा है । इस विषयमे धर्मवादी ऋषियोंन पहले 
एक वचन कहा था, वह इस प्रकार है। प्राणसंकट 
उपस्थित होनेपर झपथोंके द्वारा आत्मरक्षा करनेमें पाप 
नहीं लगता । जहाँ असत्य बोलनेसे प्राणियोंकी प्राणरक्षा 
होती हो, वहाँ वह असत्य भी सत्य है और सत्य भी 
असत्य है।'† 

नन्दा बोली--बहिनो ! दूसरॉके आण बचानेके 
लिये मैं भी असत्य कह सकती हूँ। किन्तु अपने 
लिये--अपने जीवनकी रक्षाके लिये मैं किसी तरह झूठ 
नहीं बोल सकती । जीव अकेले ही गर्भमें आता है, 
अकेले ही मरता है, अकेले ही उसका पालन-पोषण 
होता है तथा अकेले ही बह सुख-दुःख भोगता है; अतः 
मैं सदा सत्य ही बोळूंगी । सत्यपर ही संसार टिका हुआ 
है, धर्मकी स्थिति भी सत्यमें ही है । सत्यके कारण ही 
समुद्र अपनी मर्यादांका उल्लङ्घन नहीं करता । राजा बलि 
भगवान्‌ विष्णुको पृथ्वी देकर स्वयं पातालमें चले गये 
और छलसे बाँधे जानेपर भी सत्यपर ही डटे रहे। 
गिरिराज विन्ध्य अपने सौ शिखरोंके साथ नढ़ते-बढ़ते 


* यथा हि पथिकः कञ्चिच्छायामाश्रित्य तिष्ठति । विश्रम्य 


च _ पुनर्गच्छेतत्द्धूतसमागमः ॥ 
(१८। ३६८) 


१ उवल्वानृतं भवेद्‌ यत्र प्राणिनां प्राणरक्षणम्‌। अनृते तत्र सत्यं स्यात्‌ सत्यमप्यनृते भवेत्‌ ॥ 


(१८३९२) 


६० 


320002002220009092099942£22200:0090002042०९९०००:९०७०७०७:००९९००९०१-००००७०००००००००७०७००-१-०००००-३७७७७७७७०७०५७०५७०००७. 


» अर्चयस्व हषीकेश यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


2% 2७५ ९ ९५ ९९१ ४५९. ५५९५ ५४ ४५५ ४ ४४ ५४५ ९४५.४ क. 


बहुत ऊँचे हो गये थे [यहाँतक कि उन्होंने सूर्यका मार्ग 
भी रोक लिया था], किन्तु सत्यमें बंध जानेके कारण ही 
बे [महर्षि अगस्त्यके साथ किये गये] अपने नियमको 
नहीं तोड़ते। स्वर्ग, मोक्ष तथा धर्म---सब सत्यमें ही 
प्रतिष्ठित हैं; जो अपने वचनका लोप करता है, उसने 
मानो सबका लोप कर दिया । सत्य अगाध जलसे भरा 
हुआ तीर्थ है, जो उस शुद्ध सत्यमय तीर्थमें स्नान करता 
है, वह सब पापोंसे मुक्तं होकर परम गतिको प्राप्त होता 
है! एक हजार अश्वमेध यज्ञ और सत्यभाषण--ये दोनों 
यदि तराजूपर रखे जायें तो एक हजार अश्वमेध यज्ञॉंसे 
सत्यका ही पलड़ा भारी रहेगा । सत्य ही उत्तम तप है, 
सत्य ही उत्कृष्ट शारूञ्चान है। सत्यभाषणमें किसी 
प्रकारका फ्रेश नहीं है। सत्य ही साधुपुरुषॉकी परखके 
लिये कसौटी है। बही सत्पुरुषॉकी वंशा-परम्परागत 
सम्पत्ति है। सम्पूर्ण आश्रयोमें सत्यका ही आश्रय श्रेष्ठ 
माना गया है। बह अत्यन्त कठिन होनेपर भी उसका 
पालन करना अपने हाथमें है। सत्य सम्पूर्ण जगतके 
लिये आभूषणरूप है। जिस सत्यका उच्चारण करके 
म्लेच्छ भी स्व्गमें पहुँच जाता है, उसका परित्याग कैसे 
किया जा सकता है।* 
सस्वियाँ बोली--नन्दे ! तुम सम्पूर्ण देवताओं 
और दैत्योंके द्वारा नमस्कार करनेयोग्य हो; क्योंकि तुम 


परम सत्यका आश्रय लेकर अपने प्राणोंका भी त्याग कर 
रही हो, जिनका त्याग बड़ा ही कठिन है । कल्याणी ! 
इस विषयमें हमलोग क्या कह सकती हैं। तुम तो 
धर्मका बीड़ा उठा रही हो। इस सत्यके प्रभावसे 
त्रिभुवनमें कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। इस महान्‌ 
त्यागसे हमलोग यही समझती हैं कि तुम्हारा अपने पुत्रके 
साथ वियोग नहीं होगा। जिस नारीका चित्त 
कल्याणमार्गमें लगा हुआ है, उसपर कभी आपत्तियाँ 
नहीं आतीं। 

पुलस्त्यजी कहते हैं--तदनन्तर गोपियोंसे 
मिलकर तथा समस्त गो-समुदायकी परिक्रमा करके 
बहाँके देवताओं और वृक्षोंसे बिदा ले नन्दा बहाँसे चल 
पड़ी । उसने पृथ्वी, वरुण, अमि, वायु, चन्द्रमा, दसों 
दिक्पाल, बनके वृक्ष, आकाशके नक्षत्र तथा अह---इन 
सबको बारम्बार प्रणाम करके कहा--'इस बनमें जो 
सिद्ध और वनदेवता निवास करते हैं, वे वनमें चरते हुए 
मेरे पुत्रकी रक्षा करें।' इस प्रकार पुत्रके स्नेहतश 
बहुत-सी बातें कहकर नन्दा वहाँसे प्रस्थित हुई और उस 
स्थानपर पहुँची, जहाँ वह तीखी दाढ़ों और भयङ्कर 
आकृतिवाला मांसभक्षी बाघ मुँह बाये बैठा था । उसके 
पहुँचनेके साथ ही उसका नछड़ा भी अपनी पूँछ ऊपरको 
उठाये अत्यन्त नेगसे दौड्ता हुआ वहाँ आ गया और 


* एकः संदिलष्यते गर्भे मरणे भरणे तथा । भुङ्क्ते चैकः सुखं दुःखमतः सत्यं वदाम्यहम्‌ ॥ 
रात्ये प्रतिष्ठिता लोका धर्म: सत्ये अतिष्ठितः। उदधिः सत्यवाक्येन मर्योदां न विलङ्खति ॥ 


बिष्णमे पृथिवीं दत्वा बलि: पातालमास्थितः । ऊद्मनापि 


बलिर्बद्धः संत्यवाक्येन तिष्ठति ॥ 


प्रवर्द्धमानः शौरेन्द्रः शतशः समुच्छ्रितः । सत्येन संस्थितो विन्ध्यः प्रबन्धं नातिवर्तते ॥ 
स्वर्गो मोक्षस्तथा घर्मः स्वे वाचि प्रतिष्ठिताः । यस्तां लोपयते थाचमरोषं तेन ल्लोपितम्‌ ॥ 


x x 


अगाधसलिले शुद्धे सत्यतीर्थे क्षमाहदे । स्रात्वा पापविनिर्मुक्तः प्रयाति परमां गतिम्‌॥ 
अश्वमेघसदस्न च सत्ये च तुल्या धृतम्‌। उस्धमेधसहस्नाद्धि सत्यमेव  विशिष्यते ॥ 
सत्यं साघु तपः श्रुतं च परमं क्रेशादिभिर्वर्जितै साधूनां निकषं सतां कुलधनं सर्वाश्रयाणों चरम्‌। 
स्वाधीन च सुदुर्लभे च जगतः साघारण भूषणं यन्म्लेच्छोञप्यभिघाय गच्छति दिवं तत्त्यज्यते वा कथम्‌॥ 


(१८१३९५३९९, ४०३-४०४) 


» सरस्वतीके नन्दा नाम पड्नेका इतिहास और उसका माहात्प्य » 


अपनी माता और व्याघ्र दोनेकि आगे खड़ा हो गया। 
पुत्रको आया देख तथा सामने खड़े हुए मृत्युरूप बाघपर 


दृष्टि डालकर उस गौने कहा--'मृगराज ! मैं सत्यधर्मका 
पालन करती हुई तुम्हारे पास आ गयी हुँ; अन मेरे मोससे 
तुम इच्छानुसार अपनी तृप्ति करो ।' 

व्याघ्र बोला--गाय ! तुम बड़ी सत्यवादिनी 
निकली । कल्याणी ! तुम्हारा स्वागत है । सत्यका आश्रय 
लेनेवाले प्राणियोंका कभी कोई अमङ्गल नहीं होता । 
तुमने लौटनेके लिये जो पहले सत्यपूर्वक शपथ की थी, 
उसे सुनकर मुझे बड़ा कौतूहल हुआ था कि यह जाकर 
फिर कैसे लौटेगी । तुम्हारे सत्यकी परीक्षाके लिये ही मैंने 
पुनः तुम्हें भेज दिया था। अन्यथा मेरे पास आकर तुम 
जीती-जागती कैसे लौट सकती थी। मेरा वह कौतूहल 
पूरा हुआ! मैं तुम्हारे भीतर सत्य खोज रहा था, वह मुझे 
मिल गया। इस सत्यके प्रभावसे मैंने तुम्हें छोड़ दिया; 


आजसे तुम मेरी बहिन हुई और यह तुम्हारा पुत्र मेरा 
भानजा हो गया। शुभे ! तुमने अपने आचरणसे मुझ 
महान्‌ पापीको यह उपदेश दिया है कि सत्यपर ही 
सम्पूर्ण लोक प्रतिष्ठित है। सत्यके ही आधारपर धर्म 
टिका हुआ है। कल्याणी ! तृण और लताओँसहित 
भूमिके वे प्रदेश धन्य हैं, जहाँ तुम निवास करती हो । 
जो तुम्हारा दूध पीते हैं, वे धन्य हैं, कृतार्थ हैं, उन्होंने 
ही पुण्य किया है और उन्होंने ही जन्मका फल पाया है। 
देवताओनि मेरे सामने यह आदर्श रखा है; गौओमें ऐसा 
सत्य है, यह देखकर अब मुझे अपने जीवनसे अरुचि 
हो गयी। अब मैं वह कर्म करूँगा, जिसके द्वारा पापसे 
छुटकारा पा जाऊँ। अबतक मैंने हजारों जीवॉको मारा 
और खाया है। मैं महान्‌ पापी, दुराचारी, निर्दयी और 
हत्यारा हूँ। पता नहीं, ऐसा दारुण कर्म करके मुझे किन 
लोकोंमें जाना पड़ेगा। बहिन ! इस समय मुझे अपने 
यापॉसे शुद्ध होनेके लिये जैसी तपस्या करनी चाहिये, 
उसे संक्षेपमें बताओ; क्योंकि अब विस्तारपूर्वक सुननेका 
समय नहीं है। 

गाय बोली--भाई बाघ! विद्वान्‌ पुरुष 
सत्ययुगमें तपकी प्रशंसा करते हैं और त्रेतामें ज्ञान तथा 
उसके सहायक कर्मकी। द्वापरमें यज्ञोंको ही उत्तम 
बतलाते हैं, किन्तु कलियुगमें एकमात्र दान ही श्रेष्ठ माना 
गया है। सम्पूर्ण दानॉमें एक ही दान सर्वोत्तम है | वह 
है--सम्पूर्ण भूतोंको अभय-दान । इससे बढ़कर दूसरा 
कोई दान नहीं है। जो समस्त चराचर प्राणियोंको 
अभय-दान देता है, वह सब प्रकारके भयसे मुक्त होकर 
परन्रह्मको प्राप्त होता है । अहिंसाके समान न कोई दान 
है, न कोई तपस्या । जैसे हाथीके पदचिहमें अन्य सभी 
आणियोंके पदचिह्न समा जाते हैं, उसी प्रकार अहिंसाके 
ड्वारा सभी घर्म प्राप्त हो जाते हैं।* योग एक ऐसा वृक्ष 


* तपः कृते प्रशसन्ति अेतायो ज्ञानकर्म च। द्वापरे यज्ञमेवाहुर्दानमेकं कत्त्रे युगे॥ 


सर्वेषामेव 


दानानामिदमेवैकमुत्तमम्‌। अभयं सर्वभूतानां नास्ति दानमतः परम्‌ ॥ 


चराचराणां भूतानामभये यः प्रयच्छति।स सर्वभयसंत्यक्तः परे ब्रह्माधिगच्छति ॥ 
नास्त्यहिसासमं दानं नास्त्यहिसासमं तपः। यथा हस्तिपदे ह्यन्यत्पदं सबै प्रलीयते ॥ 


सर्वे धर्मास्तथा व्याघ्र प्रतीयन्ते हाहिसया। 


(१८ ॥'४३७--४४१) 


६२ 


» अर्चयस्व हृवीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


£ संक्षिप्त पद्मपुराण 


है, जिसकी छाया तीनों तापोंका विनाश करनेवाली है। 
धर्म और ज्ञान उस वृक्षके फूल हैं। स्वर्ग तथा मोक्ष 
उसके फल हैं। जो आध्यात्मिक, आधिदैविक और 
आधिभौतिक--इन तीनों प्रकारके दुःखोंसे सन्तप्त हैं, वे 
इस योगवृक्षकी छायाका आश्रय लेते है । वहाँ जानेसे 
उन्हें उत्तम शान्ति प्राप्त होती है, जिससे फिर कभी 
दुःखोंके द्वारा वे बाधित नहीं होते | यही परम कल्याणका 
साधन है, जिसे मैंने संक्षेपसे बताया है। तुम्हें ये सभी 
नातें ज्ञात हैं, केवल मुझसे पूछ रहे हो। 
व्याघ्रने कहा--पूर्वकालमें मैं एक राजा था; 
किन्तु एक मृगीके शापसे मुझे बाघका शरीर धारण करना 
पड़ा । तबसे निरन्तर ग्राणियोंका वध करते रहनेके कारण 
मुझे सारी बातें भूल गयी थीं । इस समय तुम्हारे सम्पर्क 
और उपदेशसे फिर उनका स्मरण हो आया है, तुम भी 
अपने इस सत्यके प्रभावसे उत्तम गतिको प्राप्त होगी । अब 
मैं तुमसे एक प्रश्न और पूछता हूँ। मेरे सौभाग्यसे तुमने 
आकर मुझे धर्मका स्वरूप बताया, जो सत्पुरुषोके मार्गमें 
प्रतिष्ठित है । कल्याणी ! तुम्हारा नाम क्या है ? 
नन्दा बोली--मेरे यूथके स्थामीका नाम 'नन्द' है; 
उन्होंने ही मेरा नाम 'नन्दा' रख दिया है! 


पुलस्त्यजी कहते हैं--नन्दाका नाम काममें पड़ते 
ही राजा प्रभञ्जन शापसे मुक्त हो गये। उन्होंने पुनः बल 
और रूपसे सम्पन्न राजाका शरीर प्राप्त कर लिया। इसी 
समय सत्यभाषण करनेवाली यशस्विनी नन्दाका दर्शन 
करनेके लिये साक्षात्‌ धर्म वहाँ आये और इस प्रकार 
बोले--'नन्दे ! मै धर्म हूँ, तुम्हारी सत्य वाणीसे आकृष्ट 
होकर यहाँ आया हूँ। तुम मुझसे कोई श्रेष्ठ वर माँग लो ।' 
घर्मके ऐसा कहनेपर मन्दाने यह वर माँगा--' धर्मराज ! 
आपको कृपासे मैं पुत्रसहित उत्तम पदको प्राप्त होऊँ तथा 
यह स्थान मुनियोंको धर्मप्रदान करनेवाला शुभ तीर्थ बन 
जाय | देवेश्वर ! यह सरस्वती नदी आजसे मेरे ही नामसे 
प्रसिद्ध हो--इसका नाम 'नन्दा' पड़ जाय। आपने वर 
देनेको कहा, इसलिये मैंने यही वर माँगा है ।' 
[पुत्रसहित] देवी नन्दा तत्काळ ही सत्यवादियोंके 
उत्तम लोकमेँ चली गयी। राजा प्रभञ्जनने भी अपने 
पू्ोपार्जित राज्यको पा लिया। नन्दा सरस्वतीके तटसे 
स्वर्गको गयी थी, [तथा उसने धर्मराजसे इस आशयका 
वरदान भी माँगा था।] इसलिये विद्वानोने नहाँ 
“सरस्वती'का नाम नन्दा रख दिया । जो मनुष्य वहाँ आते 
समय सरस्वतीके नामका उच्चारणमात्र कर लेता है, बह 
जीवनभर सुख पाता है और मृत्युके पश्चात्‌ देवता होता 
है। ख्रान और जलपान करनेसे सरस्वती नदी मनुष्योंके 
लिये स्वर्गकी सीढ़ी नन जाती है। अष्टमीके दिन जो 
लोग एकाग्रचित्त होकर सरस्वतीमें स्त्रान करते हैं, वे 
मृत्युके बाद स्वर्गमें पहुँचकर सुख भोगते हुए आनन्दित 
होते हैं। सरस्वती नदी सदा ही ख्रियोंको सौभाग्य प्रदान 
करनेवाली है। तृतीयाको यदि उसका सेवन किया जाय 
तो वह विशेष सौभाग्यदायिनी होती है। उस दिन उसके 
दर्शनसे भी मनुष्यको पाप-राझिसे छुटकारा मिल जाता 
है। जो पुरुष उसके जलका स्पर्श करते हैं, उन्हें भी 
मुनीश्वर समझना चाहिये । वहाँ चाँदी दान करनेसे मनुष्य 
रूपवान्‌ होता है । ब्रह्माकी पुत्री यह सरस्वती नदी परम 
पावन और पुण्यसलिला है, यही नन्दा नामसे प्रसिद्ध है । 
फिर जब यह स्वच्छ जलसे युक्त हो दक्षिण दिशाकी 
ओर प्रवाहित होती है, तब विपुला या विशाला नाम 


सृष्टिखण्ड ] ५ पुष्करका माहात्म्य, अगस्त्याश्रम तथा महर्षि अगस्यके प्रभावका वर्णन + 


६३ 


धारण करती हे । वहाँसे कुछ ही दूर आगे जाकर यह सिद्ध पुरुषोंद्दार भलीभाँति सेवित हैं । नन्दा तीर्थमें ख्रान 
पुनः पश्चिम दिशाकी ओर मुड़ गयी है। वहाँसे करके यदि मनुष्य सुवर्ण और पृथ्वी आदिका दान करे 
सरस्वतीकी धारा प्रकट देखी जाती है। उसके तटोंपर तो वह महान्‌ अभ्युदयकारी तथा अक्षय फल प्रदान 
अत्यन्त मनोहर तीर्थ और देवमन्दिर हैं, जो मुनियों और करनेवाला होता है। 
"चच औ लन” 
पुष्करका माहात्म्य, अगस्त्याश्रम तथा महर्षि अगस्त्यके प्रभावका वर्णन 


भीष्मजीने कहा--ब्रहान्‌ ! अब आप मुझे यह 
बतानेकी कृपा करें कि वेदवेत्ता ब्राह्मण तीनों पुष्करोंकी 
यात्रा किस प्रकार करते हैं तथा उसके करनेसे मनुष्योंको 
क्या फल मिलता है? 
पुलस्त्यजीने कहा--राजन्‌! अब एकाग्रचित्त 
होकर तीर्थ-सेवनके महान्‌ फलका श्रवण करो । जिसके 
हाथ, पैर और मन संयममें रहते हैं तथा जो विद्वान, 
तपस्वी और कीर्तिमान्‌ होता है, बही तीर्थ-सेबनका फल 
प्राप्त करता है। जो प्रतिप्रहसे दूर रहता है--किंसीका 
दिया हुआ दान नहीं लेता, आरब्धवश जो कुछ प्राप्त हो 
जाय--उसीसे सन्तुष्ट रहता है तथा जिसका अहङ्कार दूर 
हो गया है, ऐसे मनुष्यको ही तीर्थ-सेवनका पूरा फल 
मिलता है । राजेन्द्र ! जो स्वभावतः क्रोधहीन, सत्यवादी, 
दृढतापूर्वक उत्तम त्रतका पालन करनेवाला तथा सम्पूर्ण 
प्राणियोॉमें आत्मभाव रखनेवाला है, उसे तीर्थ-सेबनका 
फल प्राप्त होता है।* यह ऋषियोंका परम गोपनीय 
सिद्धान्त है। 
राजेन्द्र ! पुष्कर तीर्थ करोड़ों ऋषियोंसे भरा है, 
उसकी लम्बाई ढाई योजन (दस कोस) और चौड़ाई 
आधा योजन (दो कोस) है। यही उस तीर्थका परिमाण 
है। वहाँ जानेमात्रसे मनुष्यको राजसूय और अश्वमेध 
यज्ञका फल प्राप्त होता है, जहाँ अत्यन्त पवित्र सरस्वती 
नदीने ज्येष्ठ पुष्करमें प्रवेश किया है, वहाँ चैत्र शुक्ला 
चतुर्दशीको ब्रह्मा आदि देवताओं, ऋषियों, सिद्धों और 


चारणॉका आगमन होता है, अतः उक्त तिथिको 
देवताओं और पितरोंके पूजनमें प्रवृत्त हो मनुष्यको वहाँ 
स्त्रान करना चाहिये । इससे वह अभय पदको प्राप्त होता 
है और अपने कुलका भी उद्धार करता है। वहाँ 
देवताओं और पितरोंका तर्पण करके मनुष्य विष्णुलोकमें 
प्रतिष्ठित होता है। ज्येष्ठ पुष्करमें स्नान करनेसे उसका 
स्वरूप चन्द्रमाके समान निर्मल हो जाता है तथा वह 
ब्रह्मलोक एवे उत्तम गतिको प्राप्त होता है । मनुष्य- 
लोकमें देवाधिदेव ब्रह्माजीका यह पुष्कर नामसे प्रसिद्ध 
तीर्थ त्रिभुवनमें विख्यात है। यह बड़े-बड़े पातकॉका 
नाश करनेवाला है। पुष्करमें तीनों सन्ध्याओंके 
समय--प्रातःकाल, मध्याह्न एवं सायंकालमें दस हजार 
करोड़ (एक खरब) तीर्थ उपस्थित रहते हैं तथा 
आदित्य, बसु, रुद्र, साध्य, मरुद्रण, गन्धर्व और 
अप्सराओंका भी प्रतिदिन आगमन होता है । वहाँ तपस्या 
करके कितने ही देवता, दैत्य तथा ब्रह्मर्षि दिव्य योगसे 
सम्पन्न एवं महान्‌ पुण्यशाली हो गये। जो मनसे भी 
पुष्कर तीर्थके सेवनकी इच्छा करता है, उस मनस्वीके 
सारे पाप नष्ट हो जाते हैं । महाराज ! उस तीर्थमें देवता 
और दानबोंके द्वारा सम्मानित भगवान्‌ ब्रह्माजी सदा ही 
प्रसन्नतापूर्वक निवास करते हैं। वहाँ देवताओं और 
ऋषियोंने महान्‌ पुण्यसे युक्त होकर इच्छानुसार सिद्धियाँ 
प्राप्त की हैं। जो मनुष्य देवताओं और पितरोंके पूजनमें 
तत्पर हो वहाँ स्नान करता है, उसके पुण्यको मनीषी 


* यस्य हस्तौ च पादौ च मनश्चैव सुसंयतम्‌ । बिद्या तपश्च कीर्ति्च स तीर्थफलमश्रुते ॥ 


अतिम्रहादुपावृत्तः 


संतुष्टो येन केनचित्‌। अ्हकारनिवृत्त्ध स 


तीर्थफलमश्नुते ॥ 


अक्रोधनश्च राजेन्द्र सत्यशीलो दृदब्रतः । आत्मोपमश्च भूतेषु स तीर्थफलमश्चुते ॥ 


(१९।८- १०) 


दड 


» अर्चयस्व इषीकेश यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पश्चपुराण 


७९९०९०३५७०९०००७७७०९९०७००००७७०००००७०९०००००००३:५७७७००७-९०९०९०७:००:०९९००१३०५०५५०-०००:५-१०९७-७०७७-७००-७५०-७३३-७७५:७-००७५७५३ ०७ 


पुरुष अश्वमेध यज्ञकी अपेक्षा दसगुना अधिक बतलाते 
हैं। पुष्करारण्यमें जाकर जो एक ब्राह्मणको भी भोजन 
कराता है, उसके उस अन्नसे एक करोड़ ब्राह्मणोंको पूर्ण 
तृप्तिपूर्वक भोजन करानेका फल होता है तथा उस 
पुण्यकर्मके प्रभावसे वह इहलोक और परलोकमें भी 
आनन्द मनाता है। [अन्न न हो तो] शाक, मूल अथवा 
फल- -जिससे वह स्वये जीवन-निर्वाह करता हो, 
बही--दोष-दृष्टिका परित्याग करके श्रद्धापूर्वक 
ब्राह्मणको अर्पण करे। उसीके दानसे मनुष्य अश्वमेध 
यज्ञका फल प्राप्त करता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य 
अथवा शुद्र--सभी इस तीर्थमें स्नान-दानादि पुण्यके 
अधिकारी हैं। ब्रह्माजीका पुष्कर नामक सरोवर परम 
पवित्र तीर्थ है। वह वानप्रस्थियों, सिद्धो तथा मुनियॉंको 
भी पुण्य प्रदान करनेवाला है । परम पावन सरस्वती नदी 
पुष्करसे ही महासागरकी ओर गयी है । वहाँ महायोगी 
आदिदेष मधुसूदन सदा निवास करते हैं। वे 
आदिवराहके नामसे प्रसिद्ध हैं तथा सम्पूर्ण देवता उनकी 
पूजा करते रहते हैं। विशेषतः कार्तिककी पूर्णिमाको जो 
पुष्कर तीर्थकी यात्रा करता है, वह अक्षय फलका भागी 
होता है--ऐसा मैंने सुना है। 
कुरुनन्दन ! जो सायंकाल और सबेरे हाथ जोड़कर 
तीनों पुष्करोंका स्मरण करता है, उसे समस्त तीर्थोमें 
आचमन करनेका फल प्राप्त होता है। स्त्री हो या पुरुष, 
पुष्करमें स्नान करनेमात्रसे उसके जन्मभरका सारा पाप 
नष्ट हो जाता है। जैसे सम्पूर्ण देवताओंमें नह्याजी श्रेष्ठ 
हैं, उसी प्रकार सन तीर्थोमें पुष्कर ही आदि तीर्थ बताया 
गया है। जो पुष्करमें संयम और पवित्रताके साथ दस 
चर्षोतक निवास करता हुआ ब्रह्माजीका दर्शन करता है, 
बह सम्पूर्ण यज्ञोंका फल प्राप्त कर लेता है और अन्तमें 
अहालोकको जाता है। जो पूरे सौ वर्षोतक अग्निहोत्र 
करता है और कार्तिककी एक ही पूर्णिमाको पुष्करमें 


निवास करता है, उन दोनोंका फल एक-सा ही होता है। 
पुष्करमें निवास दुर्लभ है, पुष्करमें तपस्याका सुयोग 
मिलना कठिन है। पुष्करमें दान देनेका सौभाग्य भी 
मुङ्किलसे प्राप्त होता है तथा बहाँकी यात्राका सुयोग भी 
दुर्लभ है !* वेदवेत्ता ब्राह्मण ज्येष्ठ पुष्करमें जाकर स्नान 
करमेसे मोक्षका भागी होता है और श्राद्धसे वह पितरोंको 
तार देता है । जो ब्राह्मण वहाँ जाकर नाममात्रके लिये भी 
सन्ध्योपासन करता है, उसे बारह वर्षोतक सन्ध्योपासन 
करनेका फल प्राप्त हो जाता है। पूर्वकालमें त्रह्माजीने 
स्वयं ही यह आत कही थी । जो अकेले भी कभी पुष्कर 
तीर्थमें चला जाय, उसको चाहिये कि झारीमें पुष्करका 
जल लेकर क्रमशः सन्ध्या-वन्दन कर ले; ऐसा करनेसे 
भी उसे बारह वर्षोतक निरन्तर सन्ध्योपासन करनेका 
'फल प्राप्त हो जाता है । जो पत्रीको पास बिठाकर दक्षिण 
दिशाकी ओर मुँह करके गायत्री मन्त्रका जप करते हुए 
वहाँ तर्पण करता है, उसके उस तर्पणद्वारा बारह वर्षोतक 
पितरोंको पूर्ण तृप्ति बनी रहती है। फिर पिण्डदानपूर्वक 
श्राद्ध करनेसे अक्षय फलकी प्राप्ति होती है। इसीलिये 
विद्वान्‌ पुरुष यह सोचकर रूीके साथ विवाह करते हैं कि 
हम तीर्थमें जाकर श्रद्धापूर्वक पिण्डदान करेंगे। जो ऐसा 
करते हैं, उनके पुत्र, धन, धान्य और सन्तानका कभी 
उच्छेद नहीं होता--यह निःसन्दिग्ध बात है । 

राजन्‌! अन मै तुमसे इस तीर्थके आश्रमोंका 
वर्णन करता हूँ, एकाग्रचित्त होकर सुनो। महर्षि 
अगस्त्यने इस तीर्थमें अपना आश्रम बनाया है, जो 
देवताऑके आश्रमकी समानता करता है | पूर्वकालमें 
यहाँ सप्तर्षियोंका भी आश्रम था। ब्रह्मर्षियों और मनुओनि 
भी यहाँ आश्रम बनाया था। यज्ञ-पर्वतके किनारे यहाँ 
नागॉकी रमणीय पुरी भी है! महाराज ! मैं महामना 
आगस्त्यजीके प्रभावका संक्षेपसे वर्णन करता हूँ, ध्यान 
देकर सुनो। पहलेकी बात है--सत्ययुगमें कालकेय 


* पुष्करे दुष्करे वासः पुष्करे दुष्करं तप: ॥ पुष्करे दुष्करे दानं गन्तुं चैव सुदुष्करम्‌ ॥ 


(१९।४५-४६) 


+ पुष्करका माहात्म्य, अगस्ताश्रय तथा महर्षि अगस्त्यके प्रभावका वर्णन + 


नामसे प्रसिद्ध दानव रहते थे। उनका स्वभाव अत्यन्त 
कठोर था तथा बे युद्धके लिये सदा उन्मत्त रहते थे। एक 
समय बे सभी दानव नाना प्रकारके अस्त्र-शखॉसे 
सुसज्जित हो वृत्रासुरको बीचमें करके इन्द्र आदि 
देवताओंपर चारों ओरसे चढ़ आये। तब देवतालोग 
इन्द्रको आगे करके ब्रह्माजीके पास गये। उन्हें हाथ 
जोड़कर खड़े देख ब्रह्माजीने कहा---“देवताओ ! 
तुमलोग जो कार्य करना चाहते हो, वह सब मुझे मालूम 
है। यैं ऐसा उपाय बताऊँगा, जिससे तुम वृत्रासुरका वध 
कर सकोगे। दधीचि नामके एक महर्षि हैं, उनकी बुद्धि 
बड़ी ही उदार है। तुम सब लोग एक साथ जाकर उनसे 
वर माँगो । घे धर्मात्मा हैं, अतः प्रसन्नचित्त होकर तुम्हारी 
माँग पूरी करेंगे। तुम उनसे यही कहना कि 'आप 
त्रिभुवनका हित करनेके लिये अपनी हड्डियाँ हमें प्रदान 
करें।' निश्चय ही वे अपना शारीर त्यागकर तुम्हें हड्डियाँ 
अर्पण कर देंगे । उनकी हड्डियोंसे तुमलोग अत्यन्त भयंकर 
एवं सुदृढ़ बज़ तैयार करो, जो दिव्य-इाक्तिसे सम्पन्न उत्तम 
अस्त्र होगा । उससे बिजलीके समान गड़गड़ाहट पैदा 
होगी और वह महान्‌-से-महान्‌ शत्रुका विनाश करनेवाला 
होगा । उसी वज्रसे इन्द्र वृत्रासुरका वध करेंगे ।" 


पुलस्त्यजी कहते हैं--ब्रह्माजीके ऐसा कहनेपर 
समस्त देवता उनकी आज्ञा ले इन्द्रको आगे करके 
'दघीचिके आश्रमपर गये । बह सरस्वती नदीके उस पार 
बना हुआ था । नाना प्रकारके वृक्ष और लताएँ, उसे घेरे 
हुए थी । वहाँ पहुँचकर देवताओंने सूर्यके समान तेजस्वी 
महर्षि दधीचिका दर्शन किया और उनके चरणोमें प्रणाम 
करके ब्रह्माजीके कथनानुसार वरदान माँगा। तब 
दघीचिने अत्यन्त प्रसन्न होकर देवताओंको प्रणाम करके 
यह कार्य-साधक वचन कहा---'अहो ! आज इन्द्र 
आदि सम्पूर्ण देवता यहाँ किसलिये पधारे हैं ? मैं देखता 
हूँ आप सब लोगोंकी कान्ति फीकी पड़ गयी है, 
आपलोग पीड़ित जान पड़ते हैं। जिस कारणसे आपके 
हृदयको कष्ट पहुँच रहा है, उसे शान्तिपूर्वक बताइये ।' 

देवता बोले--महर्षे ! यदि आपकी हङ्कियॉका 
शस्त्र बनाया जाय तो उससे देवताओंका दुःख दूर हो 
सकता है। 

दधीचिने कहा--देवताओ ! जिससे आप- 
लोगोंका हित होगा, वह कार्य मैं अवश्य करूँगा। 
आज आपलोगोके लिये मैं अपने इस शरीरका भी त्याग 
करता हूँ। 

ऐसा कहकर ममुष्योमें श्रेष्ठ महर्षि दघीचिने सहसा 
अपने प्राणका परित्याग कर दिया। तब सम्पूर्ण 
देवताओनि आवश्यकताके अनुसार उनके शरीरसे 
हड्डियाँ निकाल छौं । इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और 
वे विजय पानेके लिये विश्वकर्माके पास जाकर 
खोले- आप इन हड्डियोंसे वज॒का निर्माण कोजिये।' 
देबताओंके वचन सुनकर विश्वकर्माने बड़े हर्षके साथ 
प्रयत्नपूर्वक उग्र शक्ति-सम्पन्न वज्रास्बका निर्माण किया 
और इन्द्रसे कहा--'देवेश्वर ! यह वज्र सब असब- 
शस््रॉ्े श्रेष्ठ हे, आप इसके द्वारा देवताओंके भयंकर 
शत्रु वृत्रासुरको भस्म कीजिये ।' उनके ऐसा कहनेपर 
इन्द्रको बडी प्रसन्नता हुई और उन्होंने शुद्ध भावसे उस 
खञ्जको ग्रहण किया! 

'तदनन्तर इन्द्र देवताओंसे सुरक्षित हो, वज हाथमे 
लिये, चृत्रासुरका सामना करनेके लिये गये, जो 


षष 


» अर्चयस्व इचीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ » 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


५५५४७७५७१७ ६०>७ ७७५७३३०५७७ ५७७७ ७७७७७७७ ७ ककी ७७५३७७७७७४ ७७0७७७७ 244भ0 5999096066. 


पृथ्वी और आकाशको घेरकर खड़ा था! कालकेय 
नामके विशालकाय दानव हाथोंमें शस्त्र उठाये चारों 
ओरसे उसकी रक्षा कर रहे थे। फिर तो दानवाँके साथ 
देवताओंका भयंकर युद्ध प्रारम्भ हुआ । दो घड़ीतक तो 
ऐसी मार-काट हुई, जो सम्पूर्ण लोकको महान्‌ भयमें 
डालनेबाली थी ! वीरोंकी भुजाओंसे चलायी हुई तलवारें 
जन शात्रुके शरीरपर पड़ती थीं, तब बड़े जोरका शब्द 
होता था। आकाशसे पृथ्वीपर गिरते हुए मस्तक ताड़के 
फर्लोके समान जान पड़ते थे। उनसे बहाँकी सारी भूमि 
परी हुई दिखायी देती थी। उस समय सोनेके कवच 
पहने हुए कालकेय दानव दावानरूसे जलते हुए वृक्षोंके 
समान प्रतीत होते थे। वे हाथोंमें परिघ लेकर 
देवताओपर टूट पड़े। उन्होने एक साथ मिलकर बड़े 
वेगसे धावा किया था । यद्यपि देवता भी एक साथ 
संगठित होकर ही युद्ध कर रहे थे, तो भी वे उन 
दानवॉके वेगको न सह सके । उनके पैर उखड़ गये, वे 
भयभीत होकर भाग खड़े हुए। देवताओंको डरकर 
भागते और वृत्रासुरको प्रबल होते देख हजार आँखोंवाले 
इन्द्रको बड़ी घबराहट हुई । इन्द्रकी ऐसी अवस्था देख 
सनातन भगवान्‌ श्रीविष्णुने उनके भीतर अपने तेजका 
सञ्चार करके उनके बलको बढ़ाया । इन्द्रको श्रीविष्णुके 
तेजसे परिपूर्ण देख देवताओं तथा निर्मल अन्तःकरण- 
चाले बहार्वियॉने भी उनमें अपने-अपने तेजका सञ्चार 
किया। इस भ्रकार भगवान्‌ श्रीविष्णु, देवता तथा 
महाभाग महर्षियोंके तेजसे वृद्धिको प्राप्त होकर इन्द्र 
अत्यन्त बलवान्‌ हो मये । 
देवराज इन्द्रको सबल जान वुत्रासुरने बड़े जोरसे 
सिंहनाद किया । उसकी विकट गर्जनासे पृथ्वी, दिझाएँ, 
अन्तरिक्ष, चुलोक और आकाशमें सभी काँप उठे । वह 
भयंकर सिंहनाद सुनकर इन्द्रको बड़ा सन्ताप हुआ। 
उनके हृदयमें भय समा गया और उन्होंने बड़ी 
'उताबलीके साथ अपना महान्‌ नजा उसके ऊपर छेड़ 
दिया। इन्द्रके वज़का आघात पाकर यह महान्‌ असुर 
निष्माण होकर पृथ्वीपर गिर पड़ा। तत्पश्चात्‌ सम्पूर्ण 
देवता तुरंत आगे बढ़कर वुत्रासुरके वघसे सन्तप्त हुए 


शेष दैत्योंको मारने लगे । देवताओंकी मार पड़नेपर वे 
महान्‌ असुर भयसे पीड़ित हो वायुके समान वेगसे 
भागकर अगाध समुद्रमें जा छिपे | वहाँ एकत्रित होकर 
सब-के-सब तीनों लोकॉका नाश करनेके लिये आपसमें 
सलाह करने लगे । उनमें जो विचारक थे, उन्होंने नाना 
प्रकारे उपाय बतलाये-तरह-तरहकी युक्तियाँ 
सुझायीं । अन्ततोगत्वा यह निश्चय हुआ कि “तपस्यासे ही 
सम्पूर्ण लोक टिके हुए हैं, इसलिये उसीका क्षय करनेके 
लिये शीघ्रता की जाय। पृथ्वीपर जो कोई भी तपस्वी, 
धर्मज्ञ और विद्वान्‌ हों, उनका तुरंत बध कर दिया जाय । 
उनके नष्ट हो जानेपर सम्पूर्ण जगतका स्वयं ही नाश 
हो जायगा। 

उन सबकी बुद्धि मारी गयी थी; इसलिये उपर्युक्त 
प्रकारसे संसारके विनाशका निश्चय करके वे बहुत प्रसन्न 
हुए। समुद्ररूप दुर्गका आश्रय लेकर उन्होंने त्रिभुवनका 
विनाश आरम्भ किया! वे रातमें कुपित होकर निकलते 
और पवित्र आश्रमों तथा मन्दिरॉमें जो भी मुनि मिलते, 
उन्हें पकड़कर खा जाते थे। उन दुरात्माओंने बसिष्ठके 
आश्रममें जाकर आठ हजार आठ ब्राह्मणोंका भक्षण कर 
लिया तथा उस वनमें और भी जितने तपस्वी थे, उन्हें 
भी मौतके घाट उतार दिया। महर्षि च्यवनके पवित्र 
आश्रमपर, जहाँ बहुत-से द्विज निवास करते थे, जाकर 
उन्होंने फल-मूलका आहार करनेवाले सौ मुनियोंको 
अपना आस बना लिया । इस प्रकार रातमें वे मुनियोंका 
संहार करते और दिनमें समुद्रके भीतर घुस जाते थे। 
भरद्वाजके आश्रमपर जाकर उन दानवोने वायु और जल 
पीकर संयम-नियमके साथ रहनेवाले बीस ब्रह्मचारियॉकी 
हत्या कर डाली। इस तरह बहुत दिनॉतक उन्होंने 
मुनियोंका भक्षण जारी रखा, किन्तु मनुष्यॉंको इन 
हत्यारॉका पता नहीं चला। उस समय कालकेयॉके 
भयसे पीड़ित होकर सारा जगत्‌ [घर्म-कर्मकी ओरसे] 
निरुत्साह हो गया। स्वाध्याय बंद हो गया। यश और 
उत्सव समाप्त हो गये । मनुष्योंकी संख्या दिनोंदिन क्षीण 
होने लगी, वे भयभीत होकर आत्मरक्षाके लिये दसों 
दिज्ञाओमें दौड़ने लगे; कोई दविज गुफाओंमें छिप गये, 


दूसरॉने झरनोंकी शरण ली, कितनोंने भयसे व्याकुल 
होकर प्राण त्याग दिये। इस प्रकार यज्ञ और उत्सवोंसे 
रहित होकर जब सारा जगत्‌ नष्ट होने लगा, तब इन्द्र- 
सहित सम्पूर्ण देवता व्यधित होकर भगवान्‌ श्रीनारायणकी 
'शरणमें गये और इस प्रकार स्तुति करने लगे । 
देवता बोले--प्रभो ! आप ही हमारे जन्मदाता 
और रक्षक हैं। आप ही संसारका भरण-पोषण करने- 
बाले हैं। चर और अचर--सम्पूर्ण जगतूकी सृष्टि 
आपसे ही हुई है। कमलनयन ! पूर्वकालमें यह भूमि 
नष्ट होकर रसातलमें चली गयी थी। उस समय आपने 
ही वराहरूप धारण करके संसारके हितके लिये इसका 
समुद्रसे उद्धार किया था। पुरुषोत्तम ! आदिदैत्य 
हिरण्यकशिपु बड़ा पराक्रमी था, तो भी आपने 
नरसिंहरूप धारण करके उसका वध कर डाला। इस 
प्रकार आपके बहुत-से ऐसे [अलौकिक] कर्म हैं, 
जिनकी गणना नहीं हो सकती। मधुसूदन ! हमलोग 
भयभीत हो रहे हैं, अब आप ही हमारी गति हैं; इसलिये 
देवदेवेश्वर ! हम आपसे लोककी रक्षाके लिये प्रार्थना 
करते हैं। सम्पूर्ण लोकोंकी, देवताओंकी तथा इन्द्रकी 
महान्‌ भयसे रक्षा कीजिये। आपकी ही कृपासे 
[अण्डज, स्वेदज, जरायुज एवं उद्भिज्ज] चार 
भागोंमें बैटी हुई सम्पूर्ण प्रजा जीवन धारण करती है । 
आपकी ही दयासे मनुष्य स्वस्थ होंगे और देवताओंकी 
हव्य-कव्योंसे तृप्ति होगी। इस प्रकार देव-मनुष्यादि 
सम्पूर्ण लोक एक-दूसरेके आश्रित हैं। आपके ही 
अनुग्रहसे इन सबका उद्देग शान्त हो सकता है तथा 
आपके द्वारा ही इनकी पूर्णतया रक्षा होनी सम्भव है। 
भगवन्‌ ! संसारके ऊपर बड़ा भारी भय आ पहुँचा है। 
पता नहीं, कौन रात्रिमें जा-जाकर ब्राह्मणोंका वध कर 
डालता है । ब्राह्मणोंका क्षय हो जानेपर समूची पृथ्वीका 
नाझ हो जायगा । अतः महाबाहो ! जगत्पते ! आप ऐसी 
कृपा करें, जिससे आपके द्वारा सुरक्षित होकर इन 
लोकोंका विनाश न हो! 
भगवान्‌ श्रीविष्णु बोले--देवताओ ! मुझे 
अजाके विनाशका सारा कारण मालूम है। मैं तुम्हें भी 


बताता हूँ, निश्चिन्त होकर सुनो। कालकेय नामसे 
विख्यात जो दानवोंका समुदाय है, बह बड़ा ही निष्ठुर 
है। उन दानवोंने ही परस्पर मिलकर सम्पूर्ण जगतको 
कष्ट पहुँचाना आरम्भ किया है। वे इन्द्रके द्वारा 
वृत्रासुरको मारा गया देख अपनी जान बचानेके लिये 
समुद्रमें घुस गये थे। नाना प्रकारके आहोँसे भरे हुए 
भयङ्कर समुद्रमें रहकर वे जगतका विनाश करनेके 
लिये रातमें मुनियोंको खा जाते हैं। जबतक खे समुद्रके 
भीतर छिपे रहेंगे, तबतक उनका नाश होना असम्भव 
है, इसलिये अब तुमलोग समुद्रको सुखानेका कोई 
उपाय सोचो | 

पुलस्त्यजी कहते है--- भगवान्‌ श्रीविष्णुके ये 
वचन सुनकर देवता ब्रह्माजीके पास आकर वहाँसे महर्षि 
अगस्त्यके आश्रमपर गये। वहाँ पहुँचकर उन्होंने 
मित्राबरुणके पुत्र परम तेजस्वी महात्मा अगस्त्य ऋषिको 
देखा। अनेकों महर्षि उनकी सेवामें लगे थे। उनमें 
प्रमादका लेश भी नहीं था। खे तपस्याकी राशि जान 
पड़ते थे। ऋषिलोग उनके अलौकिक कमॉकी चर्चा 
करते हुए उनकी स्तुति कर रहे थे। 

देवता खोले--महर्षे ! पूर्वकालमें जब राजा 
नहुषके द्वारा लोकॉको कष्ट पहुँच रहा था, उस समय 
आपने संसारके हितके लिये उन्हें इनद्र-पदसे भ्रष्ट किया 
और इस प्रकार लोकका काँटा दूर करके आप जगतके 
आश्रयदाता हुए। जिस समय पर्वतोंमें श्रेष्ठ विन्ध्याचल 
सूर्यके ऊपर क्रोध करके बढ़कर बहुत ऊँचा हो गया था; 
उस समय आपने ही उसे नतमस्तक किया; तनसे 
आजतक आपकी आज्ञाका पालन करता हुआ वह पर्वत 
बढ़ता नहीं । जब सारा जगत्‌ अन्धकारसे आच्छादित था 
और प्रजा मृत्युसे पीड़ित होने लगी, उस.समय आपको 
हो अपना रक्षक समझकर अजा आपकी झारणमें आयी 
और उसे आपके द्वारा परम आनन्द एवं शान्तिकी प्राप्ति 
हुई। जन-जन हमलोगॉपर भयका आक्रमण हुआ, 
तन-तन सदा ही आपने हमें शरण दी है; इसलिये आज 
भी हम आपसे एक वरकी याचना करते हैं। आप 
चरदाता हैं [अतः हमारी इच्छा पूर्ण कीजिये] । 


ष्ट 


» अर्थयस्व हृषीकेशे यदीच्छसि परं पदम्‌ » 


[ संक्षिप्त पदापुराण 


भीष्मजीने पूछा--महामुने ! क्या कारण था, 
जिससे विन्ध्य पर्वत सहसा क्रोधसे मूर्च्छित हो बढ़कर 
बहुत ऊँचा हो गया था? 
मुलस्त्वजीने कहा--सूर्य प्रतिदिन उदय और 
अस्तके समय सुवर्णमय महापर्वत गिरिराज मेरुकी 
परिक्रमा किया करते हैं। एक दिन सूर्यको देखकर 
विन्ध्याचलने उनसे कहा--'भास्कर ! जिस भ्रकार आप 
प्रतिदिन मेरुपर्वतकी परिक्रमा किया करते हैं, उसी प्रकार 
मेरी भी कीजिये ।' यह सुनकर सूर्यने गिरिराज विन्ध्यसे 
कहा--'शैल ! मैं अपनी इच्छासे मेरुकी परिक्रमा नहीं 
करता; जिन्होंने इस संसारकी सृष्टि की है, उन विधाताने 
ही मेरे लिये यंह मार्ग नियत कर दिया है।' उनके ऐसा 
कहनेपर विन्ध्याचलको सहसा क्रोध हो आया और वह 
सूर्य तथा चन्द्रमाका मार्ग रोकनेके लिये बढ़कर बहुत 
ऊँचा हो गया। तब इन्द्रादि सम्पूर्ण देवताओंने जाकर 
बढ़ते हुए गिरिराज बिन्ध्याचलको रोका, किन्तु उसने 
उनकी बात नहीं मानी। तब वे महर्षि अगस्त्यके पास 
जाकर बोले--'मुनीधर ! झैलराज विन्ध्य क्रोधके 
बशीभूत होकर सूर्य, चन्द्रमा तथा नक्षत्रॉका मार्ग रोक 
रहा है; उसे कोई निवारण नहीं कर पाता ।' 
देवताओंकी बात सुनकर ब्रह्मर्षि आगस्त्यजी 
विन्ध्यके पास गये और आदरपूर्वक बोले 
“पर्वतश्रेष्ठ ! मैं दक्षिण दिशामें जानेके लिये तुमसे मार्ग 
चाहता हूँ; जबतक मैं लौटकर न आऊँ, तबतक तुम 
नीचे रहकर ही मेरी प्रतीक्षा करो ।: [मुनिकी बात 
मानकर विन्ध्याचलने वैसा ही 'कियां !] मंहर्षि अगस्त्य 
दक्षिण दिशासे आजतक नहीं लौटे; इसीसे विन्ध्य पर्वत 
अब नहीं बढ़ता । भीष्म ! तुम्हारे प्रश्नके अनुसार यह 
असङ्ग मैंने सुना दिया; अब देवंताओने 'जिस प्रकार 
कालकेय दैत्यॉका वध किया, वह वृत्तान्त सुनो। 
देवताओंके वचन सुनकर महर्षि-अगस्त्यने पूछा-- 
*आपलोग किसलिये यहाँ आये हैं और मुझसे क्या 
वरदान चाहते हैं?' उनके इस प्रकार पूछनेपर 
देवताऑने कहा--'महात्मन्‌ ! हम आपसे एक अद्धुत्त 
वरदान चाहते हैं। महर्षे! आप कृपा करके संमुद्रको पी 


जाइये। आपके ऐसा करनेपर हमलोग देवद्रोही 
कालकेय नामक दानवोंको उनके सगे-सम्बन्धियाँसहित 
मार डालेंगे ।' महर्षिने कहा--“बहुत अच्छा, देवराज ! 
मैं आपलोगोंकी इच्छा पूर्ण करूंगा ।' ऐसा कहकर बे 
देवताओं और तपःसिद्ध मुनियोंके साथ जलनिधि 
समुद्रके पास गयें। उनके इस अद्भुत कर्मको देखनेकी 
इच्छासे बहुतेरे मनुष्य, नाग, गन्धर्व, यक्ष और किन्नर भी 
उन महात्माके पीछे-पीछे गये । महर्षि सहसा समुद्रके 
तटपर जा पहुँचे । समुद्र भीषण गर्जना कर रहा था। वह 
अपनी उत्ताल तरङ्गोसे नृत्य करता हुआ-सा जान पड़ता 
था महर्षि अगस्त्यके साथ सम्पूर्ण देवता, गन्धर्व, नाग 
और महाभाग मुनि जब महासागरके किनारे पहुँच गये; 
तंब महर्षिने समुद्रको पी जानेकी इच्छासे उन सबको 
लक्ष्य करके कहा--'देवगण ! सम्पूर्ण लोकोंका हित 
करनेके लिये इस समय मैं इस महासागरको पिये लेता 
हूँ; अब आपलोगोंको जो कुछ करना हो, शीघ्र ही 
कीजिये।' यों कहकर बे सबके देखते-देखते समुद्रको 


पी गये! यह देखंकर इन्द्र आदि देवताओको बड़ा 
विस्मय हुआ तथा वे महर्षिकी स्तुति करते हुएं कहने 
'छगे--'भगवन्‌ ! आप हमारे रक्षक और लोकोंको नया 


सृष्टिखण्ड ] 


» सप्तर्षि-आश्रमके ्रसङ्गमें सप्तर्षियॉके अस्त्रेभका वर्णन, अन्नदानादि धर्मोकी प्रशंसा « 


६९ 


जन्म देनेवाळे है । आपकी कृपासे देवताओंसहित सम्पूर्ण 
जगतका कभी उच्छेद नहीं हो सकता ।' इस प्रकार सम्पूर्ण 
देवता उनका सम्मान कर रहे थे। प्रधान-प्रधान गन्धर्व 
हर्षनाद करते थे और महर्षिके ऊपर दिव्य पुष्पॉंकी नर्षा 
हो रही थी। उन्होंने समूचे महासागरको जलशून्य कर 
दिया । जब समुद्रमें एक बूँद भी पानी न रहा, तब सम्पूर्ण 
देवता हर्षमें भरकर हाथोमें दिव्य आयुष लिये दानवॉपर 
महार करने लगे । महाबली देवताऑका वेग असुरोंके 
लिये असह्य हो गया । उनकी मार खाकर भी वे भीमकाय 
दानव दो घड़ीतक घमासान युद्ध करते रहे; किन्तु के 
पचित्रात्मा मुनियोंकी तपस्यासे दग्ध हो चुके थे, इसलिये 
पूर्ण शक्ति लगाकर यल्ल करते रहनेपर भी देवताओकि 
हाथसे मारे गये । जो मरनेसे बच रहे, वे पृथ्वी फाइकर 
पातालमें घुस गये । दानवॉको मारा गया देख देवताओंने 
नाना प्रकारके बचनोंद्वारा मुनिश्रेष्ठ अगस्त्यका स्तवन 
किया तथा इस प्रकार कहा-- 
देवता खोले--महाभाग ! आपकी कृपासे 
संसारके लोगोंको बड़ा सुख मिला। कालकेय दानव 
बड़े ही क्रूर और पराक्रमी थे, वे सन आपकी झक्तिसे 
मारे गये । लोकरक्षक महर्षे ! अब इस समुद्रको भर 


0 « 
दीजिये। आपने जो जल पी लिया है, बह सब इसमें 
वापस छोड़ दीजिये । 

उनके ऐसा कहनेपर मुनिश्रेष्ठ अगस्त्यजी बोले 
“चह जल तो मैंने पचा लिया, अब समुद्रको भरनेके 
लिये आपलोग कोई दूसरा उपाय सोचें ।' महर्षिकी बात 
सुनकर देवताओंको विस्मय भी हुआ और विषाद भी । 
वहाँ इकडे हुए सन लोग एक दूसरेकी अनुमति ले 
मुनिवर अगस्त्यजीको प्रणाम करके जैसे आये थे, वैसे 
ही लौट गये। देवतालोग समुद्रको भरनेके निषयमें 
परस्पर विचार करते हुए ब्रह्माजीके पास गये। वहाँ, 
पहुँचकर उन्होंने हाथ जोड़ ब्रह्माजीको प्रणाम किया और 
समुद्रके पुनः भरनेका उपाय पूछा । तन लोकपितामह 
ब्रह्माने उनसे कहा--'देवताओ ! तुम सब लोग 
इच्छानुसार अपने-अपने अभीष्ट स्थानको लौर जाओ, 
अब बहुत दिनेकि बाद समुद्र अपनी पूर्वावस्थाको प्राप्त 
होगा । महाराज भगीरथ अपने कुटुम्बी जनोंको तारनेके 
लिये गङ्गाजीको लायेंगे और उन्हीके जलसे पुनः 
समुद्रको भर देंगे ।' 

ऐसा कहकर ब्रह्माजीने देवताओं और ऋषियोंको 
भेज दिया। 


= A == 
सप्तर्षि-आश्रमके प्रसङ्गमें सप्तर्षियोके अल्लोभका वर्णन तथा ऋषियोंके मुखसे अन्नदान 
एवं दम आदि धर्मोकी प्रशंसा 


पुरलस्त्यजी कहते हैं--राजन्‌! अब मै तुम्हारे 
लिये सप्तर्षियोके आश्रमका वर्णन करूँगा। अत्रि, 
वसिष्ठ, मैं, पुलह, क्रतु, अङ्गिरा, गौतम, सुमति, सुमुख, 
विश्वामित्र, स्थूलशिरा, संवर्त, प्रतर्दन, रैभ्य, बृहस्पति, 
च्यवन, कश्यप, भृगु, दुर्वासा, जमदम्नि, मार्कण्डेय, 
गालव, उशाना, भरद्वाज, यवक्रीत, स्थूलाक्ष, मकराक्ष, 
कण्व, मेधातिथि, नारद, पर्वत, स्वगन्धी, तृणाम्बु, 
शबल, धौम्य, झातानन्द, अकृतत्रण, जमदमिकुमार 
परशुराम, अष्टक तथा कृष्णट्टैपायन--ये सभी ऋषि- 
महर्षि अपने पुत्रों और शिष्योंके साथ पुष्करमें आकर 
सप्तर्षियोंके आश्रममें रह चुके हैं तथा सबने इन्द्रिय: 
संयम और शौच-सन्तोषादि नियमोंके पाऊनपूर्वक पूरी 


चेष्टाके साथ तपस्या की है, जिसके फलस्वरूप उनमें 
इन्द्रिय-जय, धैर्य, सत्य, क्षमा, सरलता, दया और दान 
आदि सद्गुणोंकी प्रतिष्ठा हुई है । पूर्वकालकी बात है, 
समाधिके द्वारा सनातन नह्मलोकपर विजय प्राप्त करनेकी 
अभिलाषा रखनेवाले सप्तर्षिगण तीर्थस्थानोंका दर्शन 
करते हुए इस पृथ्बीपर विचर रहे थे। इसी बीचमें एक 
बार बड़ा भारी सूखा पड़ा, जिसके कारण भूखसे पीड़ित 
होकर सम्पूर्ण जगत्के लोग बड़े कष्टमें पड़ गये । उसी 
समय उन ऋषियॉको भी कष्ट उठाते देख तत्कालीन 
राजाने, जो प्रजाकी देख-भालके लिये भ्रमण कर रहे थे, 
दुःखी होकर कहा---'मुनिवरो ! आह्णोंके लिये प्रतिग्रह 
उत्तम वृत्ति है; अतः आपलोग मुझसे दान अहण 


७० 


« अर्चयस्व हषीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


करें---अच्छे-अच्छे गाँब, घान और जौ आदि अन्न, 
घृत-दुग्धादि रस, तरह-तरहके रत्न, सुवर्ण तथा दूध 
देनेबाली गौएँ ले लें।' 
ऋषियोंने कहा--राजन्‌ ! प्रतिग्रह बड़ी भयंकर 
वृत्ति है! वह स्वादमें मधुके समान मधुर, किन्तु 
परिणाममें विषके समान घातक है। इस बातको खयं 
जानते हुए भी तुम क्यों हमें लोभमें डाल रहे हो ?' दस 
कसाइयोंके समान एक चक्री (कुम्हार या तेली), दस 
चक्रियोके समान एक शराब बेचनेवाला, दस शराब 
बेचनेवालॉके समान एक वेश्या और दस वेश्याओँकि 
समान एक राजा होता है। जो प्रतिदिन दस हजार 
हत्यागृहोंका सञ्चालन करता है, वह शौण्डिक है; राजा 
भी उसीके समान माना गया है । अतः राजाका प्रतिग्रह 
अत्यन्त भयङ्कर है। जो ब्राह्मण लोभसे मोहित होकर 
राजाका प्रतिग्रह स्वीकार करता है, वह तामिस्र आदि 
घोर नरकोंमें पकाया जाता है।* अतः महाराज ! तुम 
अपने दानके साथ ही यहाँसे पघारो । तुम्हारा कल्याण 
हो। यह दान दूसरोंको देना ! 
यह कहकर वे सप्तर्षि वनमें चले गये। तदनन्तर 
राजाकी आज्ञासे उसके मन्त्रियोंने गूलरके फलोंमें 
सोना भरकर उन्हें पृथ्वीपर बिखेर दिया। सप्तर्षि अन्नके 
दाने बीनते हुए वहाँ पहुँचे तो उन फलॉको भी उन्होंने 
हाथमें उठाया। 
उन्हें भारी जानकर अत्रिने कहा--'ये फल 
अहण करनेयोग्य नहीं हैं। हमारी ज्ञानशक्तिपर मोहका 
पर्दा नहीं पड़ा है, हम मन्दबुद्धि नहीं हो गये हैं। हम 
समझदार हैं, ज्ञानी हैं, अतः इस बातको भलीभाँति 
समझते हैं कि वे गूलरके फल सुवर्णसे भरे हैं। घन इसी 
'छोकमे आनन्ददायक होता है, मृत्युके नाद तो वह बड़े 


* दशसूनासमश्चक्री 


ही कटु परिणामको उत्पन्न करता है; अतः जो सुख एवं 
अनन्त पदकी इच्छा रखता हो, उसे तो इसे कदापि नहीं 
लेना चाहिये।' तै 

वसिष्ठजीने कहा--इस लोकमें धनसञ्चयकी 
अपेक्षा तपस्याका सञ्चय ही श्रेष्ठ है। जो सब प्रकारके 
लौकिक संग्रहोंका परित्याग कर देता है, उसके सारे 
उपद्रव शान्त हो जाते हैं। संग्रह करनेवाला कोई भी 
मनुष्य ऐसा नहीं है, जो सुखी रह सके। ब्राह्मण 
जैसे-जैसे प्रतिअहका त्याग करता है, वैसे-ही-वैसे 
सन्तोषके कारण उसके ब्रहा-तेजकी वृद्धि होती है। एक 
ओर अकिञ्चनता और दूसरी ओर राज्यको तराजूपर 
रखकर तोला गया तो राज्यकी अपेक्षा अकिञ्चनताका ही 
पलड़ा भारी रहा; इसलिये जितात्मा पुरुषके लिये कुछ 
भी संग्रह न करना ही श्रेष्ठ है। 

कश्यपजी  बोले--धन-सम्पत्ति मोहमें 
डालनेवाली होती है। मोह नरकमें गिराता है; इसलिये 
कल्याण चाहनेवाले पुरुषको अनर्थके साधन अर्थका 
दूरसे ही परित्याग कर देना चाहिये । जिसको धर्मके लिये 
धन-संग्रहकी इच्छा होती है, उसके लिये उस इच्छाका 
त्याग ही श्रेष्ठ है; क्योंकि कीचड़को लगाकर धोनेकी 
अपेक्षा उसका स्पर्श न करना ही उत्तम है । धनके द्वारा 
जिस धर्मका साधन किया जाता है, वह क्षयशील माना 
गया है। दूसरेके लिये जो धनका परित्याग है, वही 
अक्षय धर्म है, वही मोक्षकी प्राप्ति करानेबाला है। 

भरद्वाजने कहा--जब मनुष्यका शरीर जीर्ण 
होता है, तब उसके दाँत और बाल भी पक जाते हैं; 
किन्तु धन और जीवनकी आशा बूढ़े होनेपर भी जीर्ण 
नहीं होती--वह सदा नयी ही बनी रहती है। जैसे दर्जी 
सूईसे वस्ममें सूतका प्रवेश करा देता है, उसी प्रकार 


दशचक्रिसमो ध्वज: । दशध्वजसमा वेश्या दशवेश्यासमो नृपः॥ 


'दशसूनासहल्ताणि यो वाहयति शौण्डिकः । तेन तुल्यस्ततो राजा घोरस्तस्य प्रतिभ्रहः ॥ 
यो राज्ञः अतिगृह्वाति ब्राह्मणो त्तरेभमोहितः। तामिखादिषु घोरेषु नरकेषु स पच्यते॥ 


† इहैवात्त बसु प्रीत्यै प्रेत्य वै कटुकोदयम्‌ । तस्मान्न 


(१९ ॥ २३६--३८) 
आहामेवैतत्सुखमानन्त्यमिच्छता ॥ 
(१९ । २४३) 


सृष्टिखण्ड ] 


तृष्णारूपी सूईसे संसाररूपी सूत्रका विस्तार होता #। 
तृष्णाका कहीं ओर-छोर नहीं है, उसका पेट भरना 
कठिन होता है; वह सैकड़ों दोषोंको ढोये फिरती है; 
उसके द्वारा बहुत-से अधर्म होते हैं। अतः तृष्णाका 
परित्याग ही उचित है। 
गौतम बोले--इन्द्रियोंके लोभग्रस्त होनेसे सभी 
मनुष्य सङ्कटमें पड़ जाते हैं। जिसके चित्तमें सन्तोप है, 
उसके लिये सर्वत्र धन-सम्पत्ति भरी हुई है; जिसके पैर 
जूतेमें हैं, उसके लिये सारी पृथ्वी मानो चमड़ेसे मढ़ी है। 
सन्तोषरूपी अमृतसे तृप्त एवं शान्त चित्तवाले पुरुषोंको 
जो सुख प्राप्त है, वह धनके लोभसे इधर-उधर दौड़ने- 
बाले लोगोंको कहाँसे प्राप्त हो सकता है। असन्तोष ही 
सबसे बढ़कर दुःख है और सन्तोष ही सबसे बड़ा सुख 
है; अतः सुख चाहनेवाले पुरुषको सदा सन्तुष्ट रहना 
चाहिये ।* 
विश्वामित्रने कहा--किसी कामनाकी पूर्ति 
चाहनेनाले मनुष्यकी यदि एक कामना पूर्ण होती है, तो 
दूसरी नयी उत्पन्न होकर उसे पुनः बाणके समान बाधने 
लगती है। भोगॉकी इच्छा उपभोगके द्वारा कभी शान्त 
नहीं होती, प्रत्युत घी डालनेसे प्रज्वलित होनेवाली 
अभिकी भाँति वह अधिकाधिक बढ़ती ही जाती है। 
भोगोंकी अभिलाषा रखनेवाला पुरुष मोहवश कभी सुख 
नहीं पाता । 
जमदझि बोले--जो प्रतिग्रह लेनेकी शक्ति रखते 
हुए भी उसे नहीं ग्रहण करता, वह दानी पुरुषोंको 
मिलनेबाले सनातन लोकोंको प्राप्त होता है । जो ब्राह्मण 
राजासे धन लेता है, वह महर्षियोंद्वारा शोक करनेके 
योग्य है; उस मूर्खको नरक-यातनाका भय नहीं दिखायी 
देता । प्रतिग्रह लेनेमें समर्थ होकर भी उसमें प्रवृत्त नहीं 
होना चाहिये; क्योंकि प्रतिग्रहसे ब्राहाणोंका ब्रहातेज 


* सप्तर्षि-आश्रमके प्रसङ्गमे सपर्षियेकि अस्य भवा यर्घाने, अक्रदानादि पर्यॉकी ग्रासा » 


नष्ट छा जाला दे! 

अस्न्थनीने कहा--तृषणाका आठि-अन्त नहीं है, 
बढ़ सदा शागीस्कै भीतर व्याप्त रहती है। दुष्ट बुद्धिवाले 
पुरुषेकि त्थ्य जिसका त्याग करना कठिन है, जो शरीरके 
जीर्ण डोनिपर भी जीर्ण नहीं डोली तथा जो प्राणान्तकारी 
रोगके समान हैं, उस तृण्णाका त्याग करनेवालेको ही 
सुस्त्र मिलता है। 

पशुसख बोल्के--थर्मपगयण विद्वान्‌ पुरुष जैसा 
आचरण करते हैं, आन्मकल्याणकी इच्छा रखनेवाले 
विद्वान्‌ पुरुषको वैसा ही आचरण करना चाहिये। 

ऐसा कहकर दृढ्तापूर्खक नियमॉका पालन 
करनेवाले वे सभी महर्षि उन सुवर्णयुक्त फलोंको छोड़ 
अन्यत्र चले गये। घृमते-घामते वे मध्य पुष्करमें गये, 
जहाँ अकस्मात्‌ आये हुए शुनःसख नामक परित्राजकसे 
उनकी भेंट हुई । उसके साथ वे किसी वनमें गये । वहाँ 
उन्हें एक बहुत बड़ा सरोबर दिखायी दिया, जिसका जल 
कमलोंसे आच्छादित था । वे सब-के-सब उस सरोवरके 
किनारे बैठ गये और कल्याणका चिन्तन करने लगे। 
उस समय शुनःसखने क्षुधासे पीड़ित उन समस्त 
मुनियॉसे इस प्रकार कहा--'महर्षियो ! आप सब लोग 
बताइये, भूख़की पीड़ा कैसी होती है ?' 

ऋषियोंने कहा -- शक्ति, खड़, गदा, चक्र, तोमर 
और बाणोंसे पीड़ित किये जानेपर मनुष्यको जो नेदना 
होती है, वह भी भूखकी पीड़ाके सामने मात हो जाती 
है। दमा, खाँसी, क्षय, ज्वर और मिरगी आदि रोगॉसे 
कष्ट पाते हुए मनुष्यको भी भूखकी पीड़ा उन सनकी 
अपेक्षा अधिक जान पड़ती है। जिस प्रकार सूर्यकी 
किरणोंसे पृथ्वीका सारा जल खींच ल्तिया जाता-है, उसी 
प्रकार पेटकी आगसे शरीरकी समस्त नाड़ियाँ सूख जाती 
हैं। क्षुघासे पीड़ित मनुष्यको आँखॉसे कुछ सूझ नहीं 


* सर्वत्र सम्पदस्तस्य सन्तुष्टं यस्य मानसम्‌। उपानद्गूढपादस्य ननु चर्मावृतेव भूः॥ 
सन्तोषामृततृप्तानों यत्सुखे शान्तचेतसाम्‌ । कुतस्तद्धनलुब्धानामितक्षेतक्ष घावताम्‌ ॥ 
असन्तोषः परं दुःखं सन्तोषः परमं सुस्तम्‌। सुखार्थी पुरुषस्तस्माससन्तष्टः सततं भवेत्‌॥ 


९१९॥ २५९--६१) 


७२ 


० अर्चयस्व हृषीकेश यदीच्छसि परं पदम्‌ « 


£ संक्षिप्त पद्यपुसण 


4००५०५९४०५७५५४५५०४०५०५५५००००५५५७३+५०५४०५४७७$%०»४४०७५००७४५४8०४9 ०9» ४०3»०»$ ४५ ४४७७ ७७७७७७७७०७ ७७७७७७७००७ ९४७७७७७ 


पड़ता, उसका सारा अङ्ग जलता और सूखता जाता है। 
भूखकी आग प्रज्वलित होनेपर मनुष्य गूँगा, बहरा, जड, 
पङ्गु, भयंकर तथा मर्यादाहीन हो जाता है। लोग क्षुधासे 
पीड़ित होनेपर पिता-माता, स्त्री, पुत्र, कन्या, भाई तथा 
स्वजनोंका भी परित्याग कर देते हैं। भूखसे व्याकुल 
मनुष्य न पितरॉकी भलीभाँति पूजा कर सकता है न 
देवताओंकी, न गुरुजनोंका सत्कार कर सकता है न 
ऋषियों तथा अभ्यागतोंका। 
इस प्रकार अन्न न मिलनेपर देहधारी आणियोंमें ये 
सभी दोष आ जाते हैं। इसलिये संसारमें अन्नसे बढ़कर 
न तो कोई पदार्थ हुआ है, न होगा। अन्न ही संसारका 
मूल है। सब कुछ अन्नके ही आधारपर टिका हुआ है। 
पितर, देवता, दैत्य, यक्ष, राक्षस, किन्नर, मनुष्य और 
पिशाच--सभी अन्नमय माने गये हैं; इसलिये अन्नदान 
करनेवालेको अक्षय तृप्ति और सनातन स्थिति प्राप्त होती 
है। तप, सत्य, जप, होम, ध्यान, योग, उत्तम गति, स्वर्ग 
और सुखकी प्राप्ति--ये सब कुछ अन्नसे ही सुलभ होते 
हैं। चन्दन, अगर, धूप और शीतकालमें ईधनका दान 
अन्नदानके सोलहबें हिस्सेके बराबर भी नहीं हो सकता । 
अन्न ही प्राण, बल और तेज है। अन्न ही पराक्रम है, 
अन्नसे ही तेजकी उत्पत्ति और वृद्धि होती है। जो मनुष्य 
श्रद्धापूर्वक भूखेको अन्न देता है, बह ब्रह्मस्वरूप होकर 
ब्रझाजीके साथ आनन्द मनाता है । जो एकाग्रचित्त होकर 
अमावास्याको क्राद्धमें अन्नदानका माहात्म्यमात्र सुनाता 
है; उसके पितर आजीवन सन्तुष्ट रहते हैं। 
इन्द्रिय-संयम और मनोनिग्रहसे युक्त ब्राह्मण सुखी 
एव धर्मके:भागी होते हैं। दम, दान एवं यम--ये तीनों 
तत्त्वार्थदर्शी पुरुषोद्वार बताये हुए धर्म हैं। इनमें भी 
विशेषतः दम ब्राह्मणोका सनातन धर्म है। दम तेजको 
बढ़ाता है, दम परम पवित्र और उत्तम है। दमसे पुरुष 
पापरहित एवं तेजस्वी होता है। संसारमें जो कुछ नियम, 
धर्म, शुभ कर्म अथवा सम्पूर्ण यज्ञोंके फल हैं, उन 
सबकी अपेक्षा दमका महत्त्व अधिक है। दमके बिना 
दानरूपी क्रियाकी यथावत्‌ शुद्धि नहीं हो सकती । दमसे 
ही यज्ञ और दमसे ही दानकी प्रवृत्ति होती है। जिसने 


इन्द्रियोंका दमन नहीं किया, उसके लनमें रहनेसे क्या 
लाभ | तथा जिसने मन और इन्द्रियोंका भलीभाँति दमन 
किया है, उसको [घर छोड़कर] किसी आश्रममें रहनेकी 
क्या आवश्यकता है । जितेन्द्रिय पुरुष जहाँ-जहाँ निवास 
करता है, उसके लिये वही-वही स्थान वन एवं महान्‌ 
आश्रम है। जो उत्तम शील और आचरणमें रत है, 
जिसने अपनी इद्धियोंको काबूमें कर लिया है तथा जो 
सदा सरल भावसे रहता है, उसको आश्रमोंसे क्या 
प्रयोजन ? विषयासक्त मनुष्योंसे वनमें भी दोष बन जाते 
हैं तथा घरमें रहकर भी यदि पाँचों इन्द्रियोंका निग्रह कर 
लिया जाय तो वह तपस्या ही है। जो सदा शुभ कर्ममें 
ही प्रवृत्त होता है, उस वीतराग पुरुषके लिये घर ही 
तपोवन है। केवल शब्द-शास्त्र-व्याकरणके चिन्तनमें 
लगे रहनेवालेका मोक्ष नहीं होता तथा लोगोंका मन 
बहळानेमें ही जिसकी प्रवृत्ति है, उसको भी मुक्ति नहीं 
मिलती। जो एकान्तमें रहकर दृढतापूर्वक नियमोंका 
पालन करता, इन्द्रियोकी आसक्तिको दूर हटाता, 
अध्यात्मतस्वके चिन्तनमें मन लगाता और सर्वदा 
अहिसा-त्रतका पालन करता है, उसीका मोक्ष निश्चित 
है । जितेद्धिय पुरुष सुखसे सोता और सुखसे जागता है। 
चह सम्पूर्ण भूतोके प्रति समान भाव रखता है। उसके 
मनमें हर्ष-शोक आदि विकार नहीं आते। छेड़ा हुआ 
सिंह, अत्यन्त रोषमें भरा हुआ सर्प तथा सदा कुपित 
रहनेवाला शत्रु भी वैसा अनिष्ट नहीं कर सकता, जैसा 
संयमरहित चित्त कर डालता है । 

मांसभक्षी प्राणियों तथा अजितेन्द्रिय मनुष्योंसे 
ल्ोगोंको सदा भय रहता है, अतः उनके निवारणके लिये 
ज्रह्माजीने दण्डका विधान किया है । दण्ड ही प्राणियोंकी 
रक्षा और प्रजाका पालन करता है। वही पापियोंको 
पापसे रोकता है । दण्ड सबके लिये दुर्जय होता है । वह 
सब प्राणियोंको भय पहुँचानेवात्त्र है । दण्ड ही मनुष्योंका 
झासक है, उसीपर धर्म टिका हुआ है । सम्पूर्ण आश्रमो 
और समस्त भूतोंमें दम ही उत्तम ब्रत माना गया है। 
उदारता, कोमल स्वभाव, सन्तोष, दोष-दृष्टिका अभाव, 
गुरुशुश्रूषा, आणियॉपर दया और चुगली न करना-- 


सृष्टिखण्ड ] 


+ सप्तर्षि-आश्रमके असङ्गमें सप्तर्षियोंके अछोभका वर्णन, अन्नदानादि घर्मोकी प्रशंसा + 


७३ 


इन्हींको शान्त बुद्धिवाले संतों और ऋषियोंने दम कहा 
है। धर्म, मोक्ष तथा स्वर्ग--ये सभी दमके अधीन हैं। 
जो अपना अपमान होनेपर क्रोध नहीं करता और सम्मान 
होनेपर हर्षसे फूल नहीं उठता, जिसकी दृष्टिमें दुःख और 
सुख समान हैं, उस धीर पुरुषको प्रशान्त कहते हैं। 
जिसका अपमान होता है, वह साधु पुरुष तो सुखसे 
सोता और सुखसे जागता है तथा उसकी बुद्धि 
कल्याणमयी होती है। परन्तु अपमान करनेवाला मनुष्य 
स्वयं नष्ट हो जाता है। अपमानित पुरुषको चाहिये कि 
वह कभी अपमान करनेवालेकी बुराई न सोचे । अपने 
धर्मपर दृष्टि रखते हुए भी दूसरोंके धर्मकी निन्दा 
न करे।* 
जो इन्द्रियोंका दमन करना नहीं जानते, वे व्यर्थ ही 
शास्त्रॉका अध्ययन करते हैं; क्योंकि मन और इन्द्रियोंका 
संयम ही झाका मूल है, वही सनातन धर्म है । सम्पूर्ण 
ब्रतोंका आधार दम ही है । छहों अङ्गोंसहित पढ़े हुए वेद 
भी दमसे हीन पुरुषको पवित्र नहीं कर सकते । जिसने 
इच्रियॉका दमन नहीं किया, उसके सांख्य, योग, उत्तम 
कुल, जन्म और तीर्थस्नान--सभी व्यर्थ हैं। योगकेत्ता 
द्विजको चाहिये कि वह अपमानको अमृतके समान 
समझकर उससे प्रसन्नताका अनुभव करे और सम्मानको 
विषके तुल्य मानकर उससे घृणा करे । अपमानसे उसके 
तपकी वृद्धि होती है और सम्मानसे क्षय। पूजा और 
सत्कार पानेवाला म्राह्मण दुही हुई गायकी तरह खाली हो 
जाता है। जैसे गौ घास और जल पीकर फिर पुष्ट हो 
जाती है, उसी प्रकार ब्राह्मण जप और होमके द्वारा पुनः 
ब्रह्मतेजसे सम्पन्न हो जाता है। संसारमें निन्दा 
करनेवालेके समान दूसरा कोई मित्र नहीं है, क्योंकि वह 
पाप लेकर अपना पुण्य दे जाता है।† निन्दा करने- 


वालोँकी स्वयं निन्दा न करे । अपने मनको रोके । जो उस 
समय अपने चित्तको वशमें कर लेता है, वह मानो 
अमृतसे स्त्रान करता है। वृक्षोंके नीचे रहना, साधारण 
वस्त्र पहनना, अकेले रहना, किसीकी अपेक्षा न रखना 
और ब्रह्मचर्यका पालन करना--ये सब परमगतिको 
आप्त करानेवाले होते हँ । जिसने काम और क्रोघको जीत 
लिया, वह जेंगलमें जाकर क्या करेगा ? अभ्याससे 
झास्त्रकी, शीलसे कुलकी, सत्यसे क्रोधका तथा मित्रके 
द्वारा प्राणोंकी रक्षा की जाती है। जो पुरुष उत्पन्न हुए 
क्रोधको अपने मनसे रोक लेता है, वह उस क्षमाके द्वारा 
सबको जीत लेता है । जो क्रोध और भयको जीतकर 
शान्त रहता है, पृथ्वीपर उसके समान वीर और 
कौन है। यह ब्रह्माजीका बताया हुआ गूढ़ उपदेश 
है। प्यारे! हमने धर्मका हृदय--सार तत्त्व तुम्हें 
बतलाया है। 

यज्ञ करनेवालेकि लोक दूसरे हैं, तपस्वियोंके लोक 
दूसरे हैं तथा इन्द्रिय-संयम और मनोनिग्रह करनेवाले 
लोगोके लोक दूसरे ही हैं। वे सभी परम सम्मानित हैं। 
क्षमा करनेवालेपर एक ही दोष लागू होता है, दूसरा 
नहीं; वह यह कि क्षमाशील पुरुषको लोग शक्तिहीन 
मान बैठते हैं। किन्तु इसे दोष नहीं मानना चाहिये, 
क्योंकि बुद्धिमानोंका बल क्षमा ही है। जो शान्ति अथवा 
क्षमाको नहीं जानता, बह इष्ट (यज्ञ आदि) और पूर्त 
(तालाब आदि खुदवाना) दोनेकि फलॉसे वञ्चित हो 
जाता है। क्रोधी मनुष्य जो जप, होम और पूजन करता 
है, वह सब फूटे हुए घड़ेसे जलकी भाँति नष्ट हो जाता 
है। जो पुरुष प्रातःकाल उठकर प्रतिदिन इस पुण्यमय 
दमाध्यायका पाठ करता है, वह धर्मकी नौकापर आरूढ़ 
होकर सारी कठिनाइयोंको पार कर जाता है। जो द्विज 


* अवमाने न कुप्येत सम्माने न प्रहृष्यति | समदुःखसुखो धीरः प्रशान्त इति कीर्त्यते ॥ 


सुखं ह्यवमतः झोते सुखं चैव प्रबुध्यति । श्रेयस्तरमतिस्िष्ठेदवमन्ता 


विनश्यति ॥ 


अवमानी तु न ध्यायेत्तस्य पापं कदाचन । खधर्ममपि चावेक्ष्य परधर्मं न दूषयेत्‌ ॥ 


(१९ । ३३२--३४) 


+ आक्रोशकसमो लोके सुहृदन्यो न विद्यते । यस्तु दुष्कृतमादाय सुकृतं स्वै भ्रयच्छति ॥ 


(१९। ३४४) 


छोड 


* अर्चयस्व हषीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


३ संक्षिप्त पद्मपुराण 


Sxrrnhresnegesnereseersaseereressessssenedseness esses ७७७१७४७७७७ ३७७७७७७७७७ ७6966 भ6%4 260060. 


सदा ही इस पुण्यप्रद दमाध्यायको दूसरोंको सुनाता है, 
बह ब्रहालोकको प्राप्त होता है तथा बहाँसे कभी नहीं 
गिरता। 
धर्मका सार सुनो और सुनकर उसे धारण करो-- 
जो बात अपनेको प्रतिकूल जान पड़े, उसे दूसरोंके लिये 
भी काममें न लाये। जो परायी स्त्रीको माताके समान, 
पराये धनको मिट्टीके ढेलेके समान और सम्पूर्ण भूतोंको 
अपने आत्माके समान जानता है, वही ज्ञानी है। जिसकी 
रसोई बलिवैश्वदेवके लिये और जीवन परोपकारके लिये 
है, वही विद्वान्‌ है। जैसे धातुऑमें सुवर्ण उत्तम है, वैसे 
ही परोपकार सबसे श्रेष्ठ धर्म है, वही सर्वस्व है। सम्पूर्ण 
प्राणियोंके हितका ध्यान रखनेवाला पुरुष अमृतत्व प्राप्त 
करता है। 
पुलस्त्यजी कहते है--इस प्रकार ऋषियोने 
शुनःसखके सामने धर्मके सार-तत्त्वका प्रतिपादन करके 
उसके साथ वहाँसे दूसरे वनमें प्रवेश किया। वहाँ भी 
उन्हें एक बहुत विस्तृत जलाशय दिखायी दिया, जो पद्म 
और उत्पल्लेंसे आच्छादित था। उस सरोवरमें उतरकर 
उन्होंने मृणाल उखाड़े और उन्हें ढेर-के-ढेर किनारेपर 
रखकर जलसे सम्पन्न होनेखाली पुण्यक्रिया--सन्घ्या- 
तर्पण आदि करने लगे । तत्पश्चात्‌ जब वे जलसे बाहर 
निकले तो उन मृणालोंको न देखकर परस्पर इस प्रकार 
कहने लगे। 
ऋषि खोले---हम सब लोग क्षुधासे कष्ट पा रहे 
हैं--ऐसी दशामें किस पापी और क्रूरने मृणालोंको 
चुरा लिया ? 
जब इस तरह कुछ पता न लगा तब सबसे पहले 
कञ्यपजी खोले--जिंसने मृणालकी चोरी की हो, उसे 
सर्वत्र सब कुछ चुरानेका, थाती रखी हुई वस्तुपर जी 
'ललचानेका और झूठी गवाही देनेका पाप लगे। वह 
दम्भपूर्नक धर्मका आचरण और राजाका सेवन करने, 
मद्य और मासका सेवन करने, सदा झूठ बोलने, सूदसे 
जीविका चलाने और रुपया लेकर लड़की बेचनेके 
पापका भागी हो। 
बसिष्ठजीने कहा--जिसने उन मृणालोको 


चुराया हो, उसे ऋतुकालके बिना ही मैथुन करने, दिनमें 
सोने, एक दूसरेके यहाँ जाकर अतिथि बनने, जिस गाँवमें 
एक ही कुँआ हो वहाँ निवास करने, ब्राह्मण होकर 
शूद्जातिकी ख्रीसे सम्बन्ध रखनेका पाप लगे और ऐसे 
ल्त्रेगॉंको जिन लोकोंमें जाना पड़ता है, बहीं वह भी जाय। 

भरद्वाज बोले--जिसने मृणाल चुराये हों, वह 
सबके प्रति क्रूर, धनके अभिमानी, सबसे डाह रखने- 
वाले, चुगलखोर और रस बेचनेवालेकी गति प्राप्त करे। 

गौतमने कहा--जिसने मृणालोंकी चोरी की हो, 
बह सदा शूद्रका अन्न खानेवाळे, परस्न्रीगामी और घरमें 
दूसरोंको न देकर अकेले मिष्टान्न भोजन करनेवालेके 
समान पापका भागी हो। 

विश्वामित्र बोले--जो मृणाल चुरा ले गया हो, 
वह सदा काम-परायण, दिनमें मैथुन करनेवाले, नित्य 
पातकी, परायी निन्दा करनेवाले और परख्रीगामीकी गति 
आप्त करे। 

जमदभिने कहा--जिसने मृणालोंकी चोरी की 
हो, .वह दुर्बुद्धि मनुष्य अपने माता-पिंताका अपमान 
करनेके, अपनी कन्याके दिये हुए धनसे अपनी जीविका 
चलानेके, सदा दूसरेकी रसोईमें भोजन करनेके, परज्नौसे 
सम्पर्क रखनेके और गौओंकी बिक्री करनेके पापका 
भागी हो। 

पराशरजी बोले--जिसने मृणाल चुराये हों, वह 
दूसरोंका दास एवं जन्म-जन्म क्रोधी हो तथा सब 
प्रकारके धर्मकर्मोसे हीन हो । 

झुनःसखने कहा--जिसने मृणाल्लॉंकी चोरी की 
हो, वह न्यायपूर्वक वेदाध्ययन करे, अतिथियोंमें प्रीति 
रखनेवाला गृहस्थ हो, सदा सत्य बोले, विधिवत्‌ 
अमिहोत्र करे, प्रतिदिन यज्ञ करे और अन्तमे 
ब्रह्मलोकको जाय । 

ऋषियोंने कहा- शुनःसख ! तुमने जो शपथ 
की है, वह तो द्विजातिमात्रको अभीष्ट ही है; अतः तुम्हीन 
हम सबके मृणालोंकी चोरी की है। 

शुनःसख बोले--ब्राह्मणो ! मैंने ही आप- 
लोगोंके मुँहसे धर्म सुननेकी इच्छासे ये मृणाल छिपा 


सृष्टिखण्ड ] 


* नाना प्रकारके व्रत, स्त्रान और तर्पणकी विधि तथा धर्मपूर्तिकी कथा « 


Afenaahesensseeenesessessateeseassmssneneeeesnnnerenneneeesssnareesssererhsneeeeeeneeheeess ete deeeeeee 


$५ 


दिये थे । मुझे आप इन्द्र समझें । मुनिवरो ! आपने लोभके 
परित्यागसे अक्षय लोकोंपर विजय पायी है । अतः इस 
विमानपर बैठिये, अब हमलोग स्वर्गलोकव्यरे चलें । 

तब महर्षियोने इन्द्रको पहचानकर उनसे इस 
प्रकार कहा । 

ऋषि बोले--देवराज ! जो मनुष्य यहाँ आकर 
मध्यम पुष्करमें स्नान करे और तीन राततक यहाँ 


उपवासपूर्वक निवास करे, उसे अक्षय फलकी प्राप्ति 
होती है। वनवासी महर्षियोंके लिये जो बारह वर्षॉकी 
यज्ञ-दीक्षा बतायी गयी है, उसका पूरा-पूरा फल उस 
मनुष्यको भी मिल जाता है। उसकी कभी दुर्गति नहीं 
होती । वह सदा अपने कुलवालोंके साथ आनन्दका 
अनुभव करता है तथा ब्रह्मलोकमें जाकर ब्रह्माजीके एक 
दिनतक (कल्पभर) वहाँ निवास करता है । 


= १. 4 = 
नाना प्रकारके व्रत, स्नान और तर्पणकी विधि तथा अन्नादि पर्वतोंके दानकी प्रशंसामें 
राजा धर्ममूर्तिकी कथा 


पुलस्त्यजी कहते हैं--राजन्‌ ! ज्येष्ठ पुष्करमें गौ, 
मध्यम पुष्करमें भूमि और कनिष्ठ पुष्करमें सुवर्ण देना 
चाहिये । यही बहाँके लिये दक्षिणा है । प्रथम पुष्करके 
देवता श्रीब्रह्माजी, दूसरेके भगवान्‌ श्रीविष्णु तथा 
तीसरेके श्रीरुद्र हैं। इस प्रकार तीनों देवता वहाँ 
पृथक्‌-पृथक्‌ स्थित है । अब मैं सब त्रतोंमें उत्त 
महापातकनारन नामक ब्रतका वर्णन करता हूँ। यह 
भगवान्‌ शङ्करका बताया हुआ ब्रत है। यत्रिको अन्न 
तैयार करके कुटुम्बवाले आह्ाणको बुलाये और उसे 
भोजन कराकर एक गौ, सुवर्णमय चक्रसे युक्त त्रिशूल 
तथा दो वसत धोती और चहर दान करे । जो मनुष्य 
इस प्रकार पुण्य करता है, बह शिवलोकमें जाकर 
आनन्दका अनुभव करता है । यही महापातकनाशन व्रत 
है । जो एक दिन एकभक्तव्रती रहकर--एक ही अन्नका 
भोजन कर दूसरे दिन तिलमयी धेनु और वृषभका दान 
करता है, वह भगवान्‌ शङ्करके पदको प्राप्त होता है। यह 
पाप और शोकोंका नाश करनेवाला “रुद्रब्नत' है। जो 
एक वर्षतक एक दिनका अन्तर दे रात्रिमें भोजन करता 
है तथा वर्ष पूरा होनेपर नीळ कमल, सुवर्णमय कमल 
और चीनीसे भरा हुआ पात्र एवं बैल दान करता है, नह 
भगवान्‌ श्रीविष्शुके धामको प्राप्त होता है । यह 'नीलब्रत' 
कहलाता है । जो मनुष्य आषाढ़से लेकर चार महीनोंतक 
तेलकी मालिश छोड़ देता है और भोजनकी सामग्री दान 
करता है, वह भगवान्‌ श्रीहरिके धाममें जाता है। यह 
मनुष्योको प्रसन्न करनेवाला होनेके कारण 'परीतित्रत' 


कहलाता है। जो चैतके महीनेमें दही, दूध, घी और 
गुड़का त्याग करता और गौरीकी प्रसन्रताके उद्देदयसे 
ब्राह्मण-दम्पतीका पूजन करके उन्हें महीन बज्न और 
रससे भरे पात्र दान करता है, उसपर गौरीदेवी प्रसन्न 
होती हैं। यह 'गौरीन्रत' भवानीका लोक प्रदान 
करनेबाला है। जो आषाढ़ आदि चातुर्मास्थमें कोई भी 
फल नहीं खाता तथा चौमासा बीतनेपर थी और गुड़के 
साथ एक घड़ा एवं कार्तिककी पूर्णिमाको पुनः कुछ 
सुवर्ण ब्राह्मणको दान देता है, वह रुद्रलोकको प्राप्त होता 
है। यह 'शिवत्रत' कहलाता है। 

जो मनुष्य हेमन्त और शिशिरमें पुष्पोंका सेवन 
छोड़ देता है तथा अपनी शक्तिके अनुसार सोनेके तीन 
फूल बनवाकर फाल्गुनकी पूर्णिमाको भगवान्‌ श्रीशिव 
और श्रीविष्णुकी प्रसन्नताके लिये उनका दान करता है, 
वह परमपदको प्राप्त होता है । यह 'सौम्यत्रत' कहलाता 
है। जो फाल्गुनसे आरम्भ करके प्रत्येक मासकी 
तृतीयाको नमक छोड़ देता है और वर्ष पूर्ण होनेपर 
भवानीकी प्रसन्रताके लिये ब्राह्मण-दम्पतीका पूजन 
करके उन्हें शय्या और आवश्यक सामम्रियोंसदित गृह 
दान करता है, वह एक कल्पतक गौरीलोकमें निवास 
करता है। इसे 'सौभाग्यन्रत' कहते हैं। जो द्विज एक 
वर्षतक मौनभावसे सन्ध्या करता है और वर्षके अन्तमें 
घीका घडा, दो वर्त्र--धोती और चद्दर, तिल और 
घण्टा ब्राह्मणको दान करता है, बह सारस्वतलोकको प्राप्त 
होता है, जहाँसे फिर इस संसारमें लौटना नहीं पड़ता । 


७६ 


+ अर्चयस्व इंधीकेश यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


Ferenehesmns५५०५१००५०१००५००१०५३१००११२११० ०५५११५ >:५५१ ५१११ ५५५ ५॥ ५४४४ ५४४०५५०५४१ ## ९९ * ^ ५ ९९५ ९ ९% ४४. ४ # ९९९५४१४. 


यह रूप और विद्या प्रदान करनेवाला “सारस्वत' नामक 
ब्रत है। प्रतिदिन गोबरका मण्डल बनाकर उसमें 
अक्षतोंद्वाय कमल बनाये । उसके ऊपर भगवान्‌ श्रीशिव 
या श्रीविष्णुकी प्रतिमा रखकर उसे घीसे खान कराये; 
फिर विधिवत्‌ पूजन करे ! इस प्रकार जन एक वर्ष नीत 
जाय, तब साम-गान करनेवाले ब्राह्मणको शुद्ध सोनेका 
बना हुआ आठ अंगुलका कमल और तिलकी धेनु दान 
करे। ऐसा करनेबाला पुरुष शिवस्त्रोकमें प्रतिष्ठित होता 
है। यह 'सामत्रत' कहा गया है। 
नवमी तिथिको एकभुक्त रहकर--एक ही अत्रका 
भोजन करके कुमारी कन्याओंको भक्तिपूर्वक भोजन 
कराये तथा गौ, सुवर्ण, सिला हुआ अंगा, धोती, चद्दर 
तथा सोनेका सिंहासन ब्राह्मणको दान करे; इससे वह 
शिवलोकको जाता है । अरबों जन्मतक सुरूपवान्‌ होता 
है। शत्रु उसे कभी परास्त नहीं कर पाते । यह मनुष्योंको 
सुख देनेवाला “वीरत्रत' नामका व्रत है। चैतसे आरम्भ 
कर चार महीनोंतक प्रतिदिन लोगोंको बिना माँगे जळ 
पिलाये और इस ब्रतकी समाप्ति होनेपर अन्न-वरूसहित 
जलसे भरा हुआ माट, तिलसे पूर्ण पात्र तथा सुवर्ण दान 
करे । ऐसा करनेवाला पुरुष ब्रह्मलोकमें सम्मानित होता 
हैं। यह उत्तम 'आनन्दत्रत' है। जो पुरुष मांसका 
बिलकुल परित्याग करके त्रतका आचरण करे और 
उसकी पूर्तिके निमित्त गौ तथा सोनेका मृग दान करे, वह 
अश्वमेघ यज्ञका फल प्राप्त करता है। इसका नाम 
'अहिसान्रत' है। एक कल्पतक इसका फल भोगकर 
अन्तमें मनुष्य राजा होता है । माघके महीनेमें सूर्योदयके 
पहले स्त्रान करके द्विज-दम्पतीका पूजन करे तथा उन्हें 
भोजन कराकर यथाशक्ति वरर और आभूषण दान दे। 
यह 'सूर्यत्रत' है। इसका अनुष्ठान करनेत्राला पुरुष एक 
कल्पतक सूर्यलोकमें निवास करता -है। आषाढ़ आदि 
चार महीनोंमें प्रतिदिन प्रातःख्ान करे और फिर 
कार्तिककी पूर्णिमाके दिन ब्राह्मणोको भोजन कराकर 
गोदान दे तो बह मनुष्य भगवान्‌ श्रीनिष्णुके धामको प्राप्त 
होता है। यह 'विष्णुब्रत' है। जो एक अयनसे दूसरे 
अयनतक पुष्प और घृतका सेनन छोड़ देता है और 


ब्रतके अन्तमें फूलोंका हार, घी और घृतमिश्रित खीर 
ब्राह्मणको दान करता है, चह शिवलोकमें जाता है। 
इसका नाम 'शीलत्रत' है। जो [नियत कालतक] 
प्रतिदिन सन्ध्याके समय दीप-दान करता है तथा घी और 
तेलका सेबन नहीं करता, फिर ब्रत समाप्त होनेपर 
ब्राह्मणको दीपक, चक्र, शूल, सोना और धोती-चद्दर 
दान करता है, वह इस संसारमें तेजस्वी होता है तथा 
अन्तमें रुद्र्लोकको जाता है। यह 'दीप्तित्रत' है। जो 
कार्तिकसे आरम्भ करके प्रत्येक मासकी तृतीयाको रातके 
समय गोमूत्रमें पकायी हुई जौकी लप्सी खाकर रहता है 
और वर्ष समाप्त होनेपर गोदान करता है, वह एक 
कल्पतक गौरीलोकमें निवास करता है तथा उसके बाद 
इस लोकमें राजा होता है । इसका नाम 'रुद्रत्रत' है । यह 
सदा कल्याण करनेवाला है । जो चार महीनोंतक चन्दन 
लगाना छोड़ देता है तथा अन्तमें सीपी, चन्दन, अक्षत 
और दो श्वेत वण--धोती और चद्दर ब्राह्मणको दान 
करता है, बह वरुणलोकमें जाता है। यह 'दृढव्रत' 
कहलाता है। 

सोनेका ब्रह्माण्ड बनाकर उसे तिलकी ढेरीमें रखे 
तथा “मैं अहङ्काररूपी तिलका दान करनेवाला हूँ' ऐसी 
भावना करके घीसे अप्रिको तथा दक्षिणासे ब्राह्मणको 
तृप्त करे। फिर माला, वस्त्र तथा आभूषणोंद्वारा 
ब्राह्मण-दम्पतीका पूजन करके विश्वात्माकी तृसिके 
उद्देश्यसे किसी शुभ दिनको अपनी शक्तिके अनुसार 
तीन तोलेसे अधिक सोना तथा तिलसहित ब्रह्माण्ड 
आश्षणको दान करे। ऐसा करनेवाल्त्र पुरुष पुनर्जन्मसे 
रहित ब्रह्मपदको प्राप्त होता है! इसका नाम “ब्रहान्रत' 
है। यह मनुष्योंको मोक्ष देनेवाला है! जो तीन दिन 
केवळ दूध पीकर रहता है और अपनी झाक्तिके अनुसार 
एक तोलेसे अधिक सोनेका कल्पवृक्ष बनवाकर उसे 
एक सेर चावलके साथ ब्राह्मणको दान करता है, वह भी 
ब्रह्मपदको आप्त होता है । यह 'कल्पनृक्षनत' है । जो एक 
महीनेतक उपवास करके ब्राह्मणको सुन्दर गौ दान करता 
है, वह भगवान्‌ श्रीविष्णुके घामको प्राप्त होता है । इसका 
नाम “भीमत्रत' है! जो बीस तोरेसे अधिक सोनेकी 


सृष्टिखण्ड ] 


+ नाना प्रकारके व्रत, स्त्रान और तर्पणकी विधि तथा धर्ममूर्तिकी कथा » 


छ 


<०५५३४४५५»»५४७०७०७७/०५०० »+»५४७०७७४५०५७०४७५&&७& 8» १*१४४+»*»०४१:९०५५५५७४४&७»४*» ७७७» *»४&55##5#5##5*5£*# 85%. 


पृथ्वी बनवाकर दान करता है और दिनभर दूध पीकर 
रहता है, वह रुद्रलोकमें प्रतिष्ठित होता है। यह “घनप्रद' 
नामक त्रत है । यह सात सौ कल्पोंतक अपना फल देता 
रहता है। माघ अथवा चैतकी तृतीयाको गुड़की गौ 
बनाकर दान करे। इसका नाम 'गुडन्रत' है। इसका 
अनुष्ठान कस्नेवाला पुरुष गौरीलोकमें सम्मान पाता है। 
अब परम आनन्द प्रदान करनेवाले महात्रतका 
वर्णन करता हूँ। जो पंद्रह दिन उपवास करके ब्राह्मणको 
दो कपिला गौएँ दान करता है, बह देवता और असुरोंसे 
पूजित हो ब्रह्मलोकमें जाता है तथा कल्पके अन्तमें 
सबका सम्राट्‌ होता है । इसका नाम 'प्रभाव्रत' भी है। 
जो एक वर्षतक केवल एक हो अन्नका भोजन करता है 
और भक्ष्य पदाथॉके साथ जलका घड़ा दान करता है, 
वह कल्पपर्यन्त शिवलोकमें निवास करता है! इसे 
“प्रापित्रत' कहते हैं। जो प्रत्येक अष्टमीको रात्रिमें एक 
बार भोजन करता है और वर्ष समाप्त होनेपर दूध 
देनेबाली गौका दान करता है, वह इन्द्रलोकमें जाता है । 
इसे 'सुगतित्रत' कहते हैं। जो वर्षा आदि चार ऋतुओंमें 
ब्राह्मणको ईंधन देता है और अन्तमें घी तथा गौका दान 
करता है, वह परब्रह्मको प्राप्त होता है। यह सब पापोंका 
नाश करनेबाला 'वैश्वानरत्रत' है। 
जो एक वर्षतक प्रतिदिन खीर खाकर रहता है और 
व्रत समाप्त होनेपर ब्राह्मणफो एक गाय और एक बैल 
दान करता है, वह एक कल्पतक लक्ष्मीलोकमें निवास 
करता है। इसका नाम “देवीत्रत' है। जो प्रत्येक 
सप्तमीको एक बार रात्रिमै भोजन करता है और वर्ष 
समाप्त होनेपर दूध देनेवाली गौ दान करता है, उसे 
सूर्यलोककी प्राप्ति होती है । यह “भानुब्रत' है । जो प्रत्येक 
चतुर्थीको एक बार रात्रिमे भोजन करता और वर्षके 
अन्तमें सोनेका हाथी दान करता है, उसे शिवलोककी 
प्राप्ति होती है। यह “वैनायकत्रत' है। जो चौमासेभर 
बड़े-बड़े फलोंका परित्याग करके कार्तिकमें सोनेके 
फलका दान करता है तथा हवन कराकर उसके अन्त्तमें 
ब्राह्मणको गाय-बैल देता है, उसे सूर्यलोककी प्राप्ति होती 
है। यह 'सौरत्रत' है। जो बारह द्वादशियोंको उपवास 


करके अपनी शक्तिके अनुसार गौ, घर और सुवर्णके 
द्वारा जराह्मणोंकी पूजा करता है, वह परमपदको प्राप्त होता 
है। यह 'विष्णुत्रत' है । जो प्रत्येक चतुर्दशीको एक बार 
रातमें भोजन करता और वर्षकी समाप्ति होनेपर एक गाय 
और एक बैल दान करता है, उसे रुद्रलोककी प्राप्ति होती 
है। इसे “त्र्यम्बक-त्रत' कहते हैं। जो सात रात उपवास 
करके ब्राह्मणको घीसे भरा हुआ घड़ा दान करता है, वह 
ज्रह्मलोकको प्राप्त होता है। इसका नाम 'वरत्रत' है। जो 
काशी जाकर दूध देनेवाली गौका दान करता है, वह एक 
कल्पतक इन्द्रलोकमें निवास करता है। यह “मित्रत्रत' 
है। जो एक वर्षतक ताम्बूलका सेवन छोड़कर अत्तमें 
गोदान करता है, वह घरुणलोकको जाता है। इसका 
नाम “वारुणब्रत' है। जो चान्द्रायणत्रत करके सोनेका 
चन्रमा बनवाकर दान देता है, उसे चन्द्रलोककी प्राप्ति 
होती है। यह 'चन्द्रन्रत' कहलाता है। जो ज्येष्ठ मासमें 
पञ्चाग्रि तपकर अन्तमें अष्टमी या चतुर्दशौको सोनेकी 
गौका दान करता है, वह स्वर्गको जाता है । यह 'रुद्वत्रत' 
कहलाता है। जो प्रत्येक तृतीयाको शिवमन्दिरमें जाकर 
एक बार हाथ जोड़ता है और वर्ष पूर्ण होनेपर दूध 
देनेवाली गौ दान करता है, उसे देवीलोककी प्राप्ति होती 
है। इसका नाम “भवानीत्रत' है। 

जो माघभर गीला बस्तर पहनता और सप्तमीको 
गोदान करता है, वह कल्पपर्यन्त स्वर्गमें निवास करके 
अन्तमेँ इस पृथ्बीपर राजा होता है। इसे “तापकब्रत' 
कहते हैं। जो तीन रात उपवास करके फाल्गुनकी 
पूर्णिमाको घरका दान करता है, उसे आदित्यलोककी 
प्राप्ति होती है। यह “घामन्रत' है । जो व्रत रहकर तीनों 
सन्ध्याओमें--प्रातः:, मध्याह्य एवं... सायंकालमें 
भूषणोंद्वारा ब्राह्मण-दम्पतीकी पूजा करता है, उसे मोक्ष 
मिलता है। यह 'मोक्षत्रत' है। जो शुकृपक्षकी द्वितीयाके 
दिन ब्राह्मणको नमकसे भरा हुआ पात्र, वख्से ढका 
हुआ काँसेका बर्तन तथा दक्षिणा देता है और त्त समाप्त 
'होनेपर गोदान करता है, वह भगवान्‌ श्रीशिवके लोकमें 
जाता है तथा एक कल्पके बाद राजाओंका भी राजा 
होता है। इसका नाम 'सोमत्रत' है! जो हर प्रतिपदाको 


७८ 


एक ही अन्नका भोजन और वर्ष समाप्त होनेपर कमलका 
दान करता है, वह वैद्यानरलोकमें जाता है। इसे 
“अग्रिबत' कहते हैं। जो प्रत्येक दशमीको एक ही 
अन्नका भोजन और वर्ष समाप्त होनेपर दस गौएँ तथा 
सोनेका दीप दान करता है, वह न्रहाण्डका स्वामी होता 
है। इसका नाम 'विश्वत्रत' है । यह बड़े-बड़े पातकोंका 
नाश करनेवाला है। जो स्वयं कन्यादान करता तथा 
दूसरेकी कन्याओंका बिवाह करा देता है, वह अपनी 
इक्कीस पीढ़ियोंसहित नह्यल्लोकमें जाता है । कन्या-दानसे 
बढ़कर दूसरा कोई दान नहीं है । विशेषत: पुष्करमें और 
चहाँ भी कार्तिकी पूर्णिमाको, जो कन्या-दान करेंगे, 
उनका स्वर्गमें अक्षय वास होगा । जो मनुष्य जलमें खड़े 
होकर तिलकी पीठीके बने हुए हाथीको रलॉसे विभूषित 
करके ब्राह्मणको दान देते हैं, उन्हें इन्द्रलोककी प्राप्ति 
होती है। जो भक्तिपूर्वक इन उत्तम ब्रतोंका वर्णन पढ़ता 
और सुनता है, वह सौ मन्वन्तरोंतक गन्ध्वोका स्वामी 
होता है। 
स््रानके बिना तो शरीर ही निर्मल होता है और 
न मनकी ही शुद्धि होती है, अतः मनकी शुद्धिके लिये 
सबसे पहले ज्ञानका विधान है। घरमें रखे हुए अथवा 
तुरेतके निकाले हुए जलसे स्त्रान करना चाहिये । [किसी 
जलाशय या नदीका स्नान सुलभ हो तो और उत्तम है ।] 
मन्त्रवेत्ता विद्वान्‌ पुरुषको मूलमन्त्रके द्वारा तीर्थकी 
कल्पना कर लेनी चाहिये । *ॐ नमो नारायणाय'-- 
यह मूलमन्त्र बताया गया है। पहले हाथमें कुश लेकर 
विधिपूर्वक आचमन करे तथा मन और इन्द्रियॉंको 
संयममें रखते हुए बाहर-भीतरसे पवित्र रहे । फिर चार 
हाथका चौकोर मण्डल बनाकर उसमें निम्नाक्धित 
घाक्योंद्वारा भगवती गङ्गाका आवाहन करे--गङ्गे ! तुम 
भगवान्‌ श्रीविष्णुके चरणॉसे प्रकट हुई हो; श्रीविष्णु ही 


० अर्चयस्व इषीकेरं यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


20४७४५५५४०७५४७४ ४७४४ ५:93&+ 3555 39:55 3595 *##:%/## ५४७४3 3» +/ै १५७४७ ४#+#&»&+% 9» ५५५५४५४५४० ५५५७१४४५५७५. 


६ संक्षिप्त पद्मपुराण 


तुम्हारे देवता है, इसीलिये तुम्हें वैष्णवी कहते है । देवि ! 
तुम जन्मसे लेकर मृत्युतक समस्त पापॉसे मेरी रक्षा 
करो ! स्वर्ग, पृथ्वी और अन्तरिक्षमें कुल साढ़े तीन 
करोड़ तीर्थ हैं, यह वायु देवताका कथन है। माता 
जाहवी ! वे सभी तीर्थ तुम्हारे भीतर मौजूद हैं। 
देवलोकमें तुम्हारा नाम नन्दिनी और नलिनी है । इनके 
सिवा दक्षा, पृथ्वी, सुभगा, विश्वकाया, शिवा, अमृता, 
विद्याधरी, महादेवी, लोक-प्रसादिनी, क्षेमा, जाहवी, 
शान्ता और झान्तिप्रदायिनी आदि तुम्हारे अनेकों नाम 
हैं।'* जहाँ स्लानके समय इन पवित्र नामोंका कीर्तन 
होता है, वहाँ त्रिपथगामिनी भगवती गङ्गा उपस्थित हो 
जाती हैं। 
सात बार उपर्युक्त नामॉका जप करके सम्पुटके 
आकारमें दोनों हाथोंको जोड़कर उनमें जल ले। तीन, 
चार, पाँच या सात बार मस्तकपर डाले; फिर विधिपूर्वक 
मृत्तिकाको अभिमन्त्रित करके अपने अङ्गोमें लगाये! 
अभिमन्त्रित करनेका मन्त्र इस भ्रकार है-- 
अश्वक्रान्ते रथक्रान्ते विष्णुक्रान्ते वसुन्धरे । 
मृत्तिके हर मे पायं यन्मया दुष्कृतं कृतम्‌ ॥ 
उद्धुतासि वराहेण कृष्णेन शतखाहुना । 
नमस्ते सर्खलोकानौ प्रभवारणि सुत्रते॥ 
(२०।१५५, १५७) 
“बसुन्धरे ! तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते 
हैं। भगवान्‌ श्रीविष्णुने भी वामनरूपसे तुम्हें एक पैरसे 
नापा था! मृत्तिके ! मैंने जो बुरे कर्म किये हों, मेरे उन 
सब पापोंको तुम हर लो। देवि ! भगवान्‌ श्रीविष्णुने 
सैकड़ों भुजाओंचाले बराहका रूप धारण करके तुम्हें 
जलसे बाहर निकाला था! तुम सम्पूर्ण लोकोकी 
उत्पत्तिके लिये आरणीके समान हौ । सुव्रते ! तुम्हें मेरा 
नमस्कार है।' 


* विष्णुपादप्रसूतासि वैष्णवी विष्णुदेवता । पाहि नस्त्वेनसस्तस्मादाजन्ममरणान्तिकात्‌ ॥ 
तिस्तः कोट्योऽर्धकोटी च तीर्थानां वायुरजवीत्‌ । दिवि भूम्यन्तरिक्षे च तानि ते सन्ति जाइवि ॥ 
नन्दिनीत्येव ते नाम देवेषु नलिनीति च।दक्षा पृथ्वी च सुभगा विश्वकाया शिवामृता ॥ 
विद्याधरी महादेवी तथा लोकप्रसादिनी | केमा च जाहवी चैव झान्ता शान्तिप्रदायिनी ॥ 


(२०। १४९-१५२) 


सृष्टिखण्ड ] 


* नाना प्रकारके व्रत, ख्दान और तर्पणकी विधि तथा धर्ममूर्तिकी कथा « 


७९. 


£44००७०७०-००१९०००००३०१०००००००००१५९०००००-००५७००५७०००-७७०५००-००१५०००९०००००००१००१००-०००११५११००::००००७०:७:००:९०७७१०१००००१००७ 


इस प्रकार मृत्तिका लगाकर पुनः स्त्रान करे । फिर 
विधिवत्‌ आचमन करके उठे और शुद्ध सफेद घोती एवं 
चद्दर धारण कर त्रिलोकीको तृप्त करनेके लिये तर्पण करे । 
सबसे पहले ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और प्रजापतिका तर्पण 
करे । तत्पश्चात्‌ देवता, यक्ष, नाग, गन्धर्व, श्रेष्ठ अप्सराएँ, 
क्रूर सर्प, गरुड़ पक्षी, वृक्ष, जम्मक आदि असुर, 
विद्याधर, मेघ, आकाशचारी जीव, निराधार जीव, पापी 
जीव तथा धर्मपरायण जीवोंको तृप्त करनेके लिये मै जल 
देता हूँ--यह कहकर उन सबको जलाझलि दे।* 
देवताओंका तर्पण करते समय यज्ञोपवीतको बायें कंधेपर 
डाले रहे, तत्पश्चात्‌ उसे गलेमें मालाकी भाँति कर ले और 
मनुष्यों, ऋषियों तथा ऋषिपुत्रोंका भक्तिपूर्वक तर्पण करे । 
“सनक, सनन्दन, सनातन, कपिल, आसुरि, वोढु और 
पञ्चशिख--यै सभी मेरे दिये जलसे सदा तृप्त हों ।' ऐसी 
भावना करके जल दे।† इसी प्रकार मरीचि, अत्रि, 
अङ्गिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, प्रचेता, वसिष्ठ, भृगु, नारद 
तथा सम्पूर्ण देवर्षियों एवे ब्रह्मर्षियोंका अक्षतसहित 
जके द्वारा तर्पण करे। इसके बाद यशोपवीतको दायें 
कंधेपर करके नयें घुटनेको पृथ्वीपर टेककर बैठे; फिर 
अग्नि्रात्त, सौम्य, हविष्मान, ऊष्मप, सुकाली, बर्हिषद्‌ 
तथा आज्यप नामके पितरोंका तिल और चन्दनयुक्त 
जलसे भक्तिपूर्वक तर्पण करे । इसी प्रकार हाथॉमें कुश 
लेकर पवित्रभावसे परलोकवासी पिता, पितामह आदि 
और मातामह आदिका, नाम-गोत्रका उच्चारण करते हुए 
तर्पण करे । इस क्रमसे बिधि और भक्तिके साथ सबका 
तर्पण करके निम्नाङ्कित मन्त्रका उच्चारण करे-- 
येऽबान्धवा खान्धवा ये येऽन्यजन्मनि खान्धवाः ॥ 
ते तृप्तिमखिला यान्तु येऽप्यस्मत्तोयकाङ्किणः । 
(२०। १६९-७०) 


* देवा यक्षास्तथा नागा गन्धर्वाप्सरसो खराः ॥ 
क्रूराः सर्पाः सुपर्णाश्च तरवो जम्भकादयः । विद्याघरा 


“जो लोग मेरे बान्धन न हों, जो मेरे नान्धन हों तथा 
जो दूसरे किसी जन्भमें मेरे बान्धव रहे हों, वे सब मेरे दिये 
हुए जलसे तृप्त हों । उनके सिवा और भी जो कोई प्राणी 
मुझसे जलकी अभिलाषा रखते हों, वे भी तृप्ति लाभ 
करें।' [ऐसा कहकर उनके उद्देश्यसे जल गिराये ।] 

तत्पश्चात्‌ विधिपूर्वक आचमन करके अपने आगे 
पुष्प और अक्षतॉसे कमलकी आकृति बनाये। फिर 
यत्रपूर्वक सूर्यदेवके नामोंका उच्चारण करते हुए अक्षत, 
पुष्प और रक्तचन्दनमिश्रित जलसे अर्घ्य दे। 
अर्ध्यदानका मन्त्र इस प्रकार है-- 

नमस्ते अश्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मरूपिणे । 
सहरूरशमये नित्यं नमस्ते सव्तिजसे ॥ 
नमस्ते रुद्रबपुषे नमस्ते भक्तवत्सल । 
पद्मनाभ नमस्तेऽस्तु कुण्डलाङ्गदभूषित ॥ 
नमस्ते सर्वत्तोकेषु सुप्तास्तान्‌ प्रतिबुध्यसे । 
सुकृतं दुष्कृतं चैव सवै पश्यसि सर्वदा ॥ 
सत्यदेख नमस्तेऽस्तु प्रसीद मम भास्कर । 
दिवाकर नमस्तेऽस्तु प्रभाकर नमोऽस्तु ते॥ 

(२०। १७२-७५) 

“भगवान्‌ सूर्य ! आप विश्वरूप और ब्रह्मस्वरूप हैं, 
इन दोनों रूपॉमें आपको नमस्कार है। आप सहसों 
किरणोंसे सुशोभित और सबके तेजरूप है, आपको सदा 
नमस्कार है । भक्तवत्सल ! रुद्ररूपघारी आप परमेश्वरको 
बारम्बार नमस्कार है। कुण्डल और अङ्गद आदिं 
आभूषणॉसे विभूषित पद्मनाभ ! आपको नमस्कार है। 

भगवन्‌! आप सम्पूर्ण लोकोके सोये हुए जीवॉको 
जगाते हैं, आपको मेर प्रणाम है। आप सदा सबके 
पाप-पुण्यको देखा करते हैं। सत्यदेव ! आपको 
नमस्कार है | भास्कर ! मुझपर प्रसन्न होइये । दिवाकर ! 


'जलूघरास्तथैबाकाशगामिनः ॥ 


निराधाराश्च ये जीवा पापे धर्मे रताश्च ये । तेषामाप्यायनं चैब दीयते सलिलं मया॥ 


(२०। १५९६२) 


‡ सनकश्च सनन्दश्च तृतीयश्च सनातनः। कपिलक्वासुरिञ्चैय वोदुः पञ्चसिखस्तथा॥ 


सर्वे ते तृतिमायान्तु मददत्तेनाम्बुना सदा। 


(२०। १६२-६४) 


आपको नमस्कार है । प्रभाकर ! आपको नमस्कार है ।' 
इस प्रकार सूर्यदेवको नमस्कार करके तीन बार 

उनकी प्रदक्षिणा करे । फिर द्विज, गौ और सुवर्णका स्पर्श 
करके अपने घरमें जाय और वहाँ भगवान्‌की पावन 
प्रतिमाका पूजन करे। [तदनन्तर भगवानको भोग 
लगाकर बलिवैश्वदेव करनेके पश्चात्‌] पहले ब्राह्मणोंको 
भोजन करा पीछे स्वयं भोजन करे । इस विधिसे नित्य- 

कर्म करके समस्त ऋषियोंने सिद्धि प्राप्त की है। 

पुलस्त्यजी कहते हैं--राजन्‌ ! पूर्वकालकी बात 
है--बृहत्‌ नामक कल्पमें धर्ममूर्ति नामके एक राजा थे, 
जिनकी इन्द्रके साथ मित्रता थी । उन्होंने सहस्रो दैत्यॉका 
वध किया था । सूर्य और चन्द्रमा भी उनके तेजके सामने 
अभाहीन जान पते थे । उन्होने सैकड़ों शत्रु ओको परास्त 
किया था। वे इच्छानुसार रूप धारण कर सकते थे। 
मनुष्यॉसे उनकी कभी पराजय नहीं हुई थी। उनकी 
पल्लीका नाम था भानुमती । बह त्रिभुवनमें सबसे सुन्दरी 
थी । उसने लक्ष्मीकी भाँति अपने रूपसे देवसुन्दरियोंको 
भी मात कर दिया था। भानुमती ही राजाकी पटरानी 
थी। वे उसे प्राणॉसे भी बढ़कर मानते थे। एक दिन 
राजसभामें बैठे हुए महाराज घर्ममूर्तिने विस्मय-विमुग्ध 
हो अपने पुरोहित मुनिश्रेष्ठ नसिष्ठको प्रणाम करके 
पूछा--'भगवन्‌ ! किस घर्मके प्रभावसे मुझे सर्वोत्तम 
लक्ष्मीकी प्राप्ति हुई है ? मेरे शरीरमें जो सदा उत्तम और 

विपुल तेज भर रहता है--इसका वया कारण है ?' 
खसिष्ठजीने कहा--राजन्‌ ! प्राचीन कालमें एक 
'लीलावती नामकी वेश्या थी, जो सदा भगवान्‌ शङ्करके 
भजनमें तत्पर रहती थी। एक बार उसने पुष्करमें 
चतुर्दशीको नमकका पहाड़ बनाकर सोनेको ननी 
देवप्रतिमाके साथ विधिपूर्वक दान किया था। शुद्ध 
नामका एक सुनार था, जो लीलावतीके घरमें नीकरका 
काम करता था । उसीने बड़ी श्रद्धाके साथ मुख्य-मुख्य 
देवताओंकी सुनर्णमयी प्रतिमाएँ बनायी थीं, जो देखनेमें 


[ संक्षिप्त पदापुरण 


Semamnesseseeeseesssereeshsnaneeeeenanenseesrenhesensrnenranessensssesnees e2७५ ५४५४५५५५ ५५५#०५५५७५०५४५ 


अत्यन्त सुन्दर तथा शोभासम्पन्न थीं। धर्मका काम 
समझकर उसने उन प्रतिमाओकि बनानेकी मजदूरी नहीं 
ली थी। उस नमकके पर्वतपर जो सोनेके वृक्ष लगाये 
गये थे, उन्हें उस सुनारकी स्त्रीने तपाकर देदीप्यमान बना 
दिया था। [सुनारकी पली भी लीलावतीके घर 
परिचारिकाका काम करती थी |] उन्हीं दोनोंने ्राह्मणोंकी 
सेवासे लेकर सारा कार्य सम्पन्न किया था। तदनन्तर 
दीर्घ कालके पश्चात्‌ लीलावती बेश्या सन पापॉंसे मुक्त 
होकर शिवजीके धामको चली गयी तथा बह सुनार, जो 
दरिद्र होनेपर भी अत्यन्त सात्त्विक था और जिसने 
वेश्यासे मजदूरी नहीं ली थी, आप ही हैं। उसी पुण्यके 
प्रभावसे आप सातों द्वीपोंके स्वामी तथा हजारों सूर्योकि 
समान तेजस्वी हुए हैं। सुनारकी ही भाँति उसकी पलीने 
भी सोनेके वृक्षों और देवमूर्तियोंको कान्तिमान्‌ बनाया 
था, इसलिये वही आपकी महारानी भानुमती हुई है। 
अतिमाओंको जगमग बनानेके कारण महारानीका रूप 
अत्यन्त सुन्दर हुआ है । और उसी पुण्यके प्रभावले आप 
मनुष्यलोकमें अपराजित हुए हैं तथा आपको आरोग्य 
और सौभाग्यसे युक्त राजलक्ष्मी प्राप्त हुई है; इसलिये 
आप भी विधिपूर्वक धान्य-पर्वत आदि दस प्रकारके 
पर्वत बनाकर उनका दान कीजिये । 

पुलस्त्यजी कहते हैं--राजा धर्ममूर्तिने 'बहुत 
अच्छा' कहकर वसिष्ठजीके वचनोंका आदर किया और 
अनाज आदिके पर्वत बनाकर उन सबका विधिपूर्वक 
दान किया। तत्पश्चात्‌ वे देवताओंसे पूजित होकर 
महादेवजीके परम धामको चले गये। जो मनुष्य इस 
प्रसङ्गका भक्तिपूर्वक श्रवण करता है, वह भी पापरहित 
हो स्वर्गलोकमें जाता है । राजन्‌! अन्नादि पर्वतोके 
दानका पाठमात्र करनेसे दुःस्वप्रोंका नाश हो जाता है; 
फिर जो इस पुष्कर क्षेत्रमें शान्तचित्त होकर सब प्रकारके 
पर्वतोंका स्वये दान करता है, उसको मिलनेवाले फलका 
क्या वर्णन हो सकता है। 


—= + याचच 


भीमद्वादशी-ब्रतका विधान 


भीष्मजीने कहा--विप्रवर ! भगवान्‌ शकङ्करने 
जिन वैष्णव-धर्मोका उपदेश किया है, उनका मुझसे 
वर्णन कीजिये । बे कैसे हैं और उनका फल वया है ? 

पुलस्त्यजी बोले--राजन्‌ ! प्राचीन रथन्तर 
कल्पकी बात है, पिनाकधारी भगवान्‌ शङ्कर मन्दराचल- 
पर विराजमान थे । उस समय महात्मा न्रह्माजीने स्वयं ही 
उनके पास जाकर पूछा--'परमेश्वर ! थोड़ी-सी तपस्यासे 


इस प्रकार प्रश्न करनेपर जगत्‌की उत्पत्ति एवे वृद्धि 
करनेवाले विश्वात्मा उमानाथ शिव मनको प्रिय लगने- 
खाले वचन बोले । 

महादेवजीने कहा--एक समय इारकाकी सभामें 
अमिततेजस्वी भगवान्‌ श्रीकृष्ण वृष्णिवंशी पुरुषों, 
विद्वानों, कौरवों और देव-गन्धनेकि साथ बैठे हुए थे। 
घर्मसे सम्बन्ध रखनेनाली पौराणिक कथाएँ हो रही थीं। 
इसी समय भीमसेनने भगवान्‌से परमपदकी प्राप्तिके 
बिषयमें पूछा । उनका प्रश्न सुनकर भगवान्‌ श्रीवासुदेवने 
कहा--'भीम ! मैं तुम्हें एक पापनिनारिनी तिथिका 


परिचय देता हूँ। उस दिन निम्नाङ्कित निधिसे उपवास 
करके तुम श्रीविष्णुके परम धामको प्राप्त करो । जिस दिन 
माघ मासकी दशमी तिथि आये, उस दिन समस्त शरीरमें 
घी लगाकर तिलमिश्रित जलसे स्नान करे तथा ' ॐ नमो 
नारायणाय' इस मन्त्रसे भगवान्‌ औविष्णुका पूजन करे । 
"कृष्णाय नमः' कहकर दोनों चरणोंकी और “सर्वात्मने 
नमः” कहकर मस्तककी पूजा करे | 'बैकुण्ठाय नमः” 
इस मन्त्रसे कण्ठकी और 'श्रीबत्सथारिणे नमः” इससे 
हृदयकी आर्चा करे। फिर 'झाङ्किने नमः', 'चक्रिणे 
नमः', "गदिने नमः', 'बरदाय नमः! तथा “सर्व 
जारायणः' (सब कुछ नारायण ही हैं) --ऐसा कहकर 
आवाहन आदिके क्रमसे भगवान्की पूजा करे। इसके 
बाद “दामोदराय नमः” कहकर उदरका, 'पछजनाय 
नघः' इस मन्त्रसे कमरका, 'सौभाग्यनाथाय नमः' 
इससे दोनों जाँघोंका, 'भूतथारिणे नमः' से दोनों 
घुटनोंका, “नीलाय नमः” इस मन्त्रसे पिंडलियों (घुटनेसे 
नीचेके भाग) का और 'विश्वसृजे नमः इससे पुनः दोनों 
चरणोंका पूजन करे। तत्पश्चात्‌ 'देव्ये नभः", "शान्ती 
नमः,” 'रूक्षम्ये नमः', श्रियै नमः', 'तुट्टयै नमः', 
“पुष्टयै नमः”, 'व्युष्ट्यै नमः'-इन मन्त्रॉसे भगवती 
लक्ष्मीकी पूजा करे। इसके बाद “यायुवेगाय नमः', 
“पक्षिणे नमः,' “विषप्रपथनाय नमः', “विहङ्गनाथाय 
जमः' इन मन्त्रॉके द्वारा गरुड़की पूजा करनी चाहिये । 
इसी प्रकार गन्ध, पुष्प, धूप तथा नाना प्रकारके 
पकवानोद्ारा श्रीकृष्णकी, महादेजजीकी तथा 
गणेशजीकी भी पूजा करे। फिर गौके दूधकी बनी हुई 
खीर लेकर घीके साथ मौनपूर्वक भोजन करे । भोजनके 
अनन्तर विद्वान्‌ पुरुष सौ पग चलकर बरगद अथवा 
खैरेकी दाँतन ले उसके द्वारा दाँतॉंको साफ करे; फिर मुँह 
घोकर आचमन करे। सूर्यास्त होनेके बाद उत्तराभिमुख 
बैठकर सायङ्कालकी सन्ध्या करे। उसके अन्तमें यह 
कहे-- भगवान्‌ श्रीनाययणको नमस्कार है। भगवन्‌! 


८२ 


rmeaseeeerpeesseeeeessreeseeeseersssesssreysneessssssesussnpnnnenrnneteassseseeeseedeesensssneeenesee 


० अर्चयस्व इवीकेरा यदीच्छसि परं पदभ + 


[ संक्षिप्त पदापुराण 


> ९५४-४४५४ ५ ५ ९ ‰ 2 + ४ ४५% ९५ ५४ ५५४५.३ ५४४ ४५५५ ५५५५४५५१४४४ 


मैं आपकी शरणमें आया हूँ।'* [इस प्रकार प्रार्थना 
करके रात्रिमें शयन करे |] 
दूसरे दिन एकादशीको निराहार रहकर भगवान्‌ 
केशवकी पूजा करे और रातभर बैठा रहकर शेषशायी 
भगवान्‌की आराधना करे। फिर अम्रिमें घीकी आहुति 
देकर प्रार्थना करे कि हे पुण्डरीकाक्ष ! मैं द्वादशीको श्रेष्ठ 
ब्राहाणेकि साथ ही खीरका भोजन करूँगा । मेरा यह व्रत 
निर्विश्नतापूर्वक पूर्ण हो ।' यह कहकर इतिहास-पुराणकी 
कथा सुननेके पश्चात्‌ शयन करे। सबेरा होनेपर नदीमें 
जाकर प्रसत्रतापूर्वक स्त्रान करे। पाखण्डियोके संसर्गसे 
दूर रहे। विधिपूर्वक सन्ध्योपासन करके पितरोंका तर्पण 
करे। फिर शेषशायी भगवानको प्रणाम करके घरके 
सामने भक्तिपूर्वक एक मण्डपका निर्माण कराये। उसके 
भीतर चार हाथकी सुन्दर वेदी अनखाये । वेदीके ऊपर 
दस हाथका तोरण लगाये। फिर सुदृढ़ खंभोके 
आघारपर एक कलश रखे, उसमें नीचेकी ओर उड़दके 
दानेके बराबर छेद कर दे । तदनन्तर उसे जलसे भरे और 
स्वयं उसके नीचे काला मृगचर्म बिछाकर बैठ जाय । 
कलशासे गिरंती हुई धाराको सारी रात आपने मस्तकपर 
धारण करे। वेदवेत्ता ब्राह्मणोने घाराओंकी अधिकताके 
अनुपातसे फलमें भी अधिकता बतलायी है; इसलिये 
ब्रत करनेवाले द्विजको चाहिये कि प्रयत्नपूर्वक उसे घारण 
करे । दक्षिण दिशाकी ओर अर्घचन्द्रके समान, पश्चिमकी 
ओर गोल तथा उत्तर्की ओर पीपलके पत्तेकी आकृतिका 
मण्डर बनघायें। वैष्णब द्विजको मध्यमें कमलके 
आकारका मण्डल बनवाना चाहिये। पूर्वकी ओर जो 
चेदीका स्थान है, उसकै दक्षिण ओर भी एक दूसरी वेदी 
बनवाये। भगवान्‌ श्रीबिष्णुके घ्यानमें तत्पर हो पूर्वोक्त 
'जलकी घाराको बराबर मस्तकपर धारण करता रहे । 
दूसरी वेदी भगवानकी स्थापनाके लिये हो । उसके ऊपर 
कर्णिकासहित कमलकी आकृति बनाये और उसके 
मध्यभागमें भगवान्‌ पुरुषोत्तमको विराजमान करे। उनके 
निमित्त एक कुण्ड बनवाये, जो हाथभर लग्ना, उतना ही 


चौड़ा और उतना ही गहरा हो । उसके ऊपरी किनारेपर 
तीन मेखलाएँ बनवाये। उसमें यथास्थान योनि और 
मुखके चिह्न बनवाये । तदनन्तर ब्राह्मण [कुण्डमें अभ्नि 
प्रज्वलित करके] जौ, घी और तिलॉका श्रीविष्णु- 
सम्बन्धी मन्त्रोंद्राय हवन करे । इस प्रकार वहाँ विधि- 
पूर्वक वैष्णवयागका सम्पादन करे | फिर कुण्डके मध्यमें 
यत्नपूर्वक घीकी धारा गिराये, देवाधिदेव भगवानके 
श्रीविग्रहपर दूधकी धारा छोड़े तथा आपने मस्तकपर 
पूर्वोक्त जलधाराको धारण करे। घीकी धारा मटरकी 
दालके बराबर मोटी होनी चाहिये। परन्तु दूध और 
जलकी धाराको अपनी इच्छाके अनुसार मोटी या पतली 
किया जा सकता है । ये धाराएँ रातभर अविच्छिन्न रूपसे 
गिरती रहनी चाहिये। फिर जलसे भरे हुए तेरह 
कलझशॉकी स्थापना करे। वे नाना प्रकारके भक्ष्य 
पदाथोँसे युक्त और श्वेत वखोंसे अलङ्कूत होने चाहिये। 
उनके साथ चँदोवा, उदुम्बर-पात्र तथा पञ्चरल्लका होना 
भी आवश्यक है। वहाँ चार ऋग्वेदी ब्राह्मण उत्तरकी 
ओर मुख करके हवन करें, चार यजुर्वेदी विप्र 
रुद्राध्यायका पाठ करें तथा चार सामवेदी ब्राह्मण 
चैष्णव-सामका गायन करते रहें। उपर्युक्त बारहों 
ब्राह्मणोंको वरू, पुष्प, चन्दन, अंगूठी, कड़े, सोनेकी 
जंजीर, वर तथा शय्या आदि देकर उनका पूर्ण सत्कार 
करे। इस कार्यमें धनकी कृपणता न करे। 

इस प्रकार गीत. और माङ्गलिक शब्दोंके साथ रात्रि 
व्यतीत करे । उपाध्याय (आचार्य या पुरोहित) को सब 
वस्तुएँ अन्य ब्राह्मणोंकी अपेक्षा दूनी.मात्रामें अर्पण करे । 
रत्रिके नाद जब निर्मल प्रभातका उदय हो, तब शयनसे 
उठकर [नित्यंकर्मके पश्चात्‌] तेरह गौ. दान करनी. 
चाहिये । उनके साथकी समस्त सामग्री सोनेकी होनी 
चाहिये। के सब-की-सब दूध देनेवाली और सुशीला 
हों । उनके सोंग सोनेसे और खुर चाँदीसे मँढे हुए हों 
तथा उन सबको बंखू ओढ़ाकर चन्दनसे विभूषित किया 
गया हो। गौओकि साथ काँसीका' दोहनपात्र भी होना 


ॐ नमो नारायणायेति त्वामहं शरण गतः॥ 


सृष्टिखण्ड ] 


* आदित्य-शयन आदि ग्रत, तडागकी प्रतिष्ठा और वृक्षारोपणकी विधि + 


3&०+७+७५७०५००४५०५४७४०४४५४०४५४५७४४५४०५ ७४४५ ७४४४४४७9*४5& ७४3४» ०»४४०४४०४५ कक कडकड ०७७७&»*/5*>«ढ8. 


<३ 


चाहिये। गोदानके पञ्चात्‌ ब्राह्मणोंको भक्तिपूर्वक 
भक्ष्य-भोज्य पदार्थोसे तृप्त करके नाना प्रकारके वस्त्र दान 
करे । फिर स्वयं भी क्षार लवणसे रहित अन्नका भोजन 
करके ब्राह्मणोंको विदा करे । पुत्र और खीके साथ आठ 
पगतक उनके पीछे-पीछे जाय और इस प्रकार प्रार्थना 
करे--'हमारे इस कार्यसे देवताओंके स्वामी भगवान्‌ 
श्रीविष्णु, जो सबका छेश दूर करनेवाले हैं, प्रसन्न हों । 
श्रीशिवके हृदयमें श्रीविष्णु हैं और श्रीविष्णुके दृदयमें 
श्रीशिव विराजमान हैं। मैं इन दोनोंमें अन्तर नहीं 
देखता--इस धारणासे मेरा कल्याण हो।' यह 
कहकर उन कलशों, गौओं, शय्याओं तथा वख्रोंको सब 
ज्ाह्मणोंके घर पहुँचवा दे । अधिक शय्याएँ सुलभ न हों 
तो गृहस्थ पुरुष एक ही शय्याको सब सामानोंसे 
सुसज्जित करके दान करे । भीमसेन ! वह दिन इतिहास 
और पुराणोंके श्रवणमें ही बिताना चाहिये । अतः तुम भी 
सत्त्वगुणका आश्रय ले, मात्सर्यका त्याग करके इस 
ब्रतका अनुष्ठान करो। यह बहुत गुप्त व्रत है, किन्तु 
स्नेहबश मैंने तुम्हें नता दिया है। वीर ! तुम्हारे द्वारा 
इसका अनुष्ठान होनेपर यह ब्रत तुम्हारे ही नामसे प्रसिद्ध 
होगा। इसे लोग 'भीमद्वादशी' कहेंगे। यह भीमद्वादशी 


इसका स्मरण और कीर्तनमात्र करनेसे देवराज इन्द्रका 
सारा पाप नष्ट हो गया था । इसीके अनुष्ठानसे मेरी प्रिया 
सत्यभामाने मुझे पतिरूपमें प्राप्त किया! इस 
कल्याणमयी तिथिको सूर्यदेबने सह्रों धाराओँसे स्लान 
किया था, जिससे उन्हें तेजोमय शरीरकी प्राप्ति हुई! 
इन्द्रादि देवताओं तथा करोड़ों दैत्योने भी इस ब्रतका 
अनुष्ठान किया है । यदि एक मुखमें दस हजार करोड़ 
(एक खरन) जिह्वएँ हों तो भी इसके फलका पूरा वर्णन 
नहीं किया जा सकता। 

महादेवजी कहते हैं--ब्रह्मन्‌! कलियुगके 
पापोंको नष्ट करनेबाली एवं अनन्त फल प्रदान 
करनेवाली इस कल्याणमयी तिंथिकी महिमाका वर्णन 
'यादवराजकुमार भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने श्रीमुखसे 
करेंगे। जो इसके न्रतका अनुष्ठान करता है, उसके 
नरकमें पड़े हुए पितरोंका भी यह उद्धार करनेमें समर्थ 
है। जो अत्यन्त भक्तिक साथ इस कथाको सुनता तथा 
दूसरोंके उपकारके लिये पढ़ता है, वह भगवान्‌ 
श्रीविष्णुका भक्त और इन्द्रका भी पूज्य होता है। पूर्व 
कल्पमें जो माघ मासकी द्वादशी परम पूजनीय 
कल्याणिनी तिथिके नामसे प्रसिद्ध थी, वही चाण्डुनन्दन 


सब पापोंको हरनेवाली और शुभकारिणी होगी । प्राचीन भीमसेनके व्रत करनेपर अनन्त पुण्यदायिनी 
कल्पॉमे इस ब्रतको 'कल्याणिनी' व्रत कहा जाता था। *भीमद्वादशी'के नामसे प्रसिद्ध होगी । 
अनन अ > 


आदित्य-शयन और रोहिणी-चन्द-शयन-व्रत, तडागको प्रतिष्ठा, वृक्षारोपणकी विधि 
तथा सौभाग्य-शयन-व्रतका वर्णन 


भीष्मजीने पूछा--त्रह्मन्‌ ! जो अभ्यास न होनेके 
कारण अथवा रोगवश उपवास करनेमें असमर्थ है, 
किन्तु उसका फल चाहता है, उसके लिये कौन-सा व्रत 
उत्तम है--यह बताइये । 

पुलस्त्यजीने कहा--राजन्‌ ! जो लोग उपवास 
करनेमें असमर्थ हैं, उनके लिये वही ब्रत अभीष्ट है, 


जिसमें दिनभर उपवास करके रात्रिमें भोजनका विधान 
हो; मैं ऐसे महान्‌ ब्रतका परिचय देता हुँ, सुनो। उस 
ब्रतका नाम है--आदित्य-शयन । उसमें विधिपूर्वक 
भगवान्‌ शङ्करकी पूजा की जाती है। पुराणोंके ज्ञाता 
महर्षि जिन नक्षत्रेकि योगमें इस ब्रतका उपदेश करते हैं, 
उन्हें बताता हूँ। जन सप्तमी तिथिको हस्त नक्षत्रके साथ 


* प्रीयतामत्र देवेशः केशवः क्लेशनाझनः प्र 


शिवस्य हदये विष्णुर्विष्णोश्च इदये शिवः । यथान्तरै न पश्यामि तथा मे स्वस्ति चायुषः ॥ 


संन्प्पु० ४-- 


(२३। ५९-६०) 


ट्ड 


+ अर्चयस्व इषीकेश यदीच्छसि परं पदभ्‌ + 


[ संक्षिप्त पदापुराणा 


2५0४४४७५७५ eee 00०५५५१००००५४००१११ ९१०११९५५ ५५५५१५४११ ५०५१५५५८१९५५४ ५११ ४५४ ५५५ ५४५९५ ## ४ # ^ ४ + ॐ +४४४ #४ ४४^॥४४४ 


रविवार हो अथवा सूर्यकी संक्रान्ति हो, नह तिथि समस्त 
कामनाओंको पूर्ण करनेवाली होती है। उस दिन सूर्यके 
नामॉसे भगवती पार्वती और महादेवजीकी पूजा करनी 
चाहिये । सूर्यदेवकी प्रतिमा तथा शिवलिङ्गका भी भक्ति- 
पूर्वक पूजन करना उचित है। इस्त नक्षत्रमें “सूर्याय 
नमः'का उच्चारण करके सूर्यदेवके चरणोंकी, चित्रा 
नक्षत्रमें 'अर्काय नमः” कहकर उनके गुल्फों 
(घुट्टियों) की, स्वाती नक्षत्रमें “पुरुषोत्तमाय नमः'से 
पिंडलियॉकी, विशाखामें “धात्रे नमः'से घुटनोंकी तथा 
अनुराधामें 'सहस्रभानबे नमः'से दोनों जाँघोंकी पूजा 
करनी चाहिये । ज्येष्ठा नक्षत्रमें अनङ्गाय नमः” से गुह्य 
त्रदेशकी, मूलमें 'इन्द्राय नमः" और "भीमाय नमः'से 
कटिभागकी, पूर्वाषाढा और उत्तराषाढामें 'त्वष्टे नमः” 
और 'सप्ततुरङ्गमाय नमः'से नाभिकी, श्रवणमें 
“तीक्ष्णांदाखे नमः'से उदरकी, धनिष्ठामें 'बिकर्तनाय 
नमः'से दोनों बगलॉकी और शतभिषा नक्षत्रमें 
“ध्यान्तविनाशनाय नमः'से सूर्यके वक्षःस्थलकी पूजा 
करनी चाहिये। पूर्वा और उत्तरा भाद्रपदामें 'चण्डकराय 
जमः'से दोनों भुजाओंका, रेवतीमें “साम्नामधीशाय 
नमः'से दोनों हाथॉका, अश्विनीमें 'सप्ताश्चधुरन्धराय 
नमः'से नखोंका और भरणीमें "दिवाकराय नमः'से 
भगवान्‌ सूर्यके कण्ठका पूजन करे । कृत्तिकामें ग्रीवाकी, 
रोहिणीमें ओठोंकी, मृगरिरामें जिह्वाकी तथा आर्द्रामें 
"हरये नमः 'से सूर्यदेवके दांतोंकी अर्चना करे । पुनर्वसुमें 
“सवित्रे नमः'से दाङ्करजीकी नासिकाका, पुष्यमें 
'अम्मोरूहचल्लभाय नमः'से ललाटका तथा 
“केद्हारीरध्यारिंणे नमः'से बालोंका, आरळेषामें 
'विदुधप्रियाय नमः'से मस्तकका, मघामें दोनों 
कार्नोका, पूर्वा फाल्गुनीमें 'गोआह्मणनन्दनश्य नमः'से 
झम्भुके सम्पूर्ण आङ्गंक्रा तथा उत्तण फाल्गुनी नक्षत्रमें 
“विश्वेश्वराय नमः'से उनकी दोनों भौहोंका पूजन करे । 
"पाश, अङ्कुश, कमल, त्रिशूळ, कपाल, सर्प, चन्द्रमा 


तथा धनुष धारण करनेवाले श्रीमहादेवजीको नमस्कार 
है।'* 'गयासुर, कामदेव, त्रिपुर और अन्धकासुर 
आदिके विनाशे मूल कारण भगवान्‌ श्रीशिबको प्रणाम 
हैं।'† इत्यादि वाक्योंका उच्चारण करके प्रत्येक अङ्गकी 
पूजा करनेके पश्चात्‌ 'विश्चेश्वराय नमः'से भगवानके 
मस्तकका पूजन करना चाहिये। तदनन्तर अन्न भोजन 
करना उचित है। भोजनमें तेल और खारे नमकका 
सम्पर्क नहीं रहना चाहिये । मांस और उच्छिष्ट अन्नका तो 
कदापि सेवन न करे। 

राजन्‌ ! इस प्रकार रात्रिमें शुद्ध भोजन करके 
पुनर्वसु नक्षत्रमें दान करना चाहिये। किसी बर्तनमें एक 
सेर अगहनीका चावल, गूलूरकी लकड़ीका पात्र तथा 
घृत रखकर सुवर्णके साथ उसे ब्राह्मणको दान करे। 
सातवें दिनके पारणमें और दिनोंकी अपेक्षा एक जोड़ा 
चख अधिक दान करना चाहिये । चौदहचें दिनके पारणमें 
गुड़, खीर और घृत आदिके द्वारा ब्राह्मणको भक्तिपूर्वक 
भोजन कराये । तदनन्तर कर्णिकासहित सोनेका अष्टदल 
कमल बनवाये, जो आठ अङ्गुझका हो तथा जिसमें 
पद्मरागमणि (नीलम) की पत्तियाँ अङ्कित की गयी हों। 
फिर सुन्दर शय्या तैयार करावे, जिसपर सुन्दर निछौने 
बिछाकर तकिया रखा गया हो और ऊपरसे चैंदोबा तना 
हो। शय्याके .ऊपर पंखा रखा गया हो। उसके 
आस-पास खडक, जूता, छत्र, च॑र, आसन और 
दर्पण रखे गये हों। फल, वरू, चन्दन तथा आभूषणोंसे 
वह शय्या सुशोभित होनी चाहिये। ऊपर बताये हुए 
सोनेके कमलको उस शय्यापर रख दे! इसके बाद 
मन्त्रोचारणपूर्वक दूध देनेवाली अत्यन्त सीधी कपिला 
गौका दान करे। बह गौ उत्तम गुणोंसे सम्पन्न, 
वस्त्राभूषणोंसे सुशोभित और नछड़ेसहित होनी चाहिये । 
उसके खुर चाँदीसे और सांग सोनेसे मैंढ़े होने चाहिये 
तथा उसके साथ काँसीकी दोहनी होनी चाहिये । दिनके 
पूर्व भागमें ही दान करना उचित है । समयका उल्लङ्कखन 


* पाञ्ङ्कुरपद्मशूलकपालसपेन्ुधनुर्धणय नमः। 
† गयासुरनङ्षगपुरान्धकादिविनारमूर्ाय नमः शिवाय । 


सृष्टिखण्ड ] 


* आदित्य-शयन आदि ख़त, तडागकी प्रतिष्ठा और वृक्षारोपणकी विधि » 


८५ 


कदापि नहीं करना चाहिये। शाय्यादानके पश्चात्‌ इस 
प्रकार प्रार्थना करे--'सूर्यदेव ! जिस प्रकार आपकी 
शय्या कान्ति, धृति, श्री और पुष्टिसे कभी सूनी नहीं 
होती, वैसे ही मेरी भी वृद्धि हो । वेदोंके विद्वान्‌ आपके 
सिवा और किसीको निष्पाप नहीं जानते, इसलिये आप 
सम्पूर्ण दुःखोंसे भरे हुए इस संसार-सागरसे मेरा उद्धार 
कीजिये ।' इसके पश्चात्‌ भगवान्‌की प्रदक्षिणा करके उन्हें 
प्रणाम करनेके अनन्तर विसर्जन करे। शव्या और गौ 
आदिको ब्राह्मणके घर पहुँचा दे। 
भगवान्‌ शङ्करके इस व्नतकी चर्चा दुराचारी और 
दम्भी पुरुषके सामने नहीं करनी चाहिये । जो गौ, ब्राह्मण, 
देवता, अतिथि और धार्मिक पुरुषोंकी विशेषरूपसे 
निन्दा करता है, उसके सामने भी इसको प्रकट न करे । 
भगवानूके भक्त और जितेन्द्रिय पुरुषके समक्ष ही यह 
आनन्ददायी एवं कल्याणमय गूढ़ रहस्य प्रकाशित 
करनेके योग्य है। वेदवेत्ता पुरुषोंका कहना है कि यह 
व्रत महापातकी मनुष्योंके भी पापोंका नाश कर देता है। 
जो पुरुष इस व्रतका अनुष्ठान करता है, उसका बन्धु, 
पुत्र, धन और रूीसे कभी वियोग नहीं होता तथा वह 
देवताओंका आनन्द बढानेवाला माना जाता है। इसी 
अकार जो नारी भक्तिपूर्वक इस ब्रतका पालन करती है, 
उसे कभी रोग, दुःख और मोहका शिकार नहीं होना 
पड़ता। प्राचीन कालमें महर्षि वसिष्ठ, अर्जुन, कुबेर तथा 
इन्द्रने इस ब्रतका आचरण किया था। इस ब्रतके 
कीर्तनमात्रसे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, इसमें तनिक भी 
सन्देह नहीं है। जो पुरुष इस आदित्यशयन नामक ब्रतके 
माहात्म्य एवं विधिका पाठ या श्रवण करता है, वह 
इन्द्रका प्रियतम होता है तथा जो इस व्रतका अनुष्ठान 
करता है, वह नरकमें भी पड़े हुए समस्त पितरोंको 
स्वर्गलोकमें पहुंचा देता है। 
भीष्मजीने कहा--मुने ! अब आप चन्द्रमाके 
ब्रतका वर्णन कीजिये। 
युलस्त्यजी खोले--राजन्‌! तुमने बड़ी उत्तम 
बात पूछी है। अब मैं तुम्हें बह गोपनीय व्रत बतलाता 
हूँ, जो अक्षय स्वर्गकी प्राप्ति करानेवाला है तथा जिसे 


पुराणवेत्ता विद्वान्‌ ही जानते हैं। इस लोकमें 'रोहिणी- 
चन्द्र-शयन' नामक ब्रत बड़ा ही उत्तम है। इसमें 
चन्द्रमाके नामोंद्वारा भगवान्‌ नासयणकी प्रतिमाका पूजन 
करना चाहिये। जन कभी सोमवारके दिन पूर्णिमा तिथि 
हो अथवा पूर्णिमाको रोहिणी नक्षत्र हो, उस दिन मनुष्य 
सबेरे पञ्चगव्य और सरसोंके दानोंसे युक्त जलसे खान 
करे तथा विद्वान्‌ पुरुष “अआप्यायस्थ०' इत्यादि मन्त्रको 
आठ सौ बार जपे । यदि शूद्र भी इस व्रतको करे तो 
अत्यन्त भक्तिपूर्वक 'सोमाय नमः', 'वरदाय नमः', 
“किष्णबे नमः'--इन मन्त्रॉका जप करे और 
'पाखण्डियॉसे--विधर्मियोंसे बातचीत न करे। जप 
करनेके पश्चात्‌ घर आकर फल-फूल आदिके द्वारा 
भगवान्‌ श्रीमधुसूदनकी पूजा करे । साथ ही चन्द्रमाके 
नामोंका उच्चारण करता रहे । 'सोमाय झान्ताय नमः” 
कहकर भगवानके चरणोंका, 'अनन्तद्याद्रे नमः'का 
उच्चारण करके उनके घुटनों और पिडलियोंका, 
*जल्गरेदराय नमः' से दोनों जाँघोंका, 'कामसुखप्रदाय 
नमः'से चन्द्रस्वरूप भगवानके कटिभागका, 
“अमृतोदराय नमः'से उदरका, 'शशाङ्काय नमः' से 
नाभिका, 'चन्द्राय नमः'से मुखमण्डलका, 
“द्विजानामधिपाय नमः' से दाँतोंका, 'चन्द्रमसे नमः'से 
मुँहका, 'कौमोदवनप्रियाय नमः'से ओठोंका, 
*बनौषधीनामधिनाथाय नमः'से नासिकाका, 
'आनन्दजीजाय नमः'से दोनों भौहोंका, 
“इन्दीवरव्यासकराय नप:'से भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
कमल-सदुश नेत्रोंका, “समस्तासुरवन्दिताय 
दैत्यनिषूदनाय नमः'से दोनों कानोंका, 'उदध्चिधियाय 
नमः'से चन्द्रमाके ललाटका, “सुधुप्नाधिपतये नमः'से 
केशॉका, 'शशाङ्काय नमः'से मस्तकका और 
“विश्वेश्वराय नमः'से भगवान्‌ मुरारिके किरीटका पूजन 
करे। फिर *रोहिणीनामधेयलक्ष्मीसौ भाग्यसौख्यामृत- 
सागराय पद्मश्निये नमः' (रोहिणी नाम धारण करने- 
वाली लक्ष्मीके सौभाग्य और सुखरूप अमृतके समुद्र 
तथा कमळकी-सी कान्तिवाले भगवानको नमस्कार 
है) --इस मन्त्रका उच्चारण करके भगवानके सामने 


» अर्चयस्व इघीकेसं यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


2napnrrenereereeeeeneeene+ne १५५५५१ १५१५५५५५१५११ ५ १२४०५५४१५५१५ ५५५५५:॥ ५ ५४४५५५१४ ४९५९१५६५५५ ५५५५६५५५१११४. 


[ संक्षिप्त प्मपुराण 


मस्तक झुकाये । तत्पश्चात्‌ सुगन्धित पुष्प, नैवेद्य और धूप 
आदिके द्वारा इन्दुपत्नी रोहिणी देवीका भी पूजन करे । 
इसके बाद रात्रिके समय भूमिपर शयन करे और 
सबेरै उठकर स्रानके पश्चात्‌ 'पापविनाशाय नमः'का 
उच्चारण करके ब्राह्मणको घृत और सुवर्णसहित जलसे 
भरा कलश दान करे। फिर दिनभर उपवास करनेके 
पश्चात्‌ गोमूत्र पीकर मांसवर्जित एवं खारे नमकसे रहित 
अन्नके इकतीस ग्रास घीके साथ भोजन करे । तदनन्तर 
दो घड़ीतक इतिहास, पुराण आदिका श्रवण करे। 
राजन्‌ ! चन्द्रमाको कदम्ब, नील कमल, केबड़ा, जाती 
पुष्प, कमल, 'शतपत्रिका, बिना कुम्हलाये कुब्जके फूल, 
सिन्दुवार, चमेली, अन्यान्य श्वेत पुष्प, करबीर तथा 
चम्पा--ये ही फूल चढ़ाने चाहिये। उपर्युक्त फूलोंकी 
जातियोंमेंसे एक-एकको श्रावण आदि महीनोंमें क्रमशः 
अर्पण करे। जिस महीनेमें त्रत शुरू किया जाय, उस 
समय जो भी पुष्प सुलभ हों, उन्हीके द्वारा श्रीहरिका 
पूजन करना चाहिये। 
इस प्रकार एक वर्षतक इस त्रतका विधिवत्‌ 
अनुष्ठान करके समाप्तिके समय शयनोपयोगी सामग्रियेकि 
साथ झाय्यादान करे । रोहिणी और चन्द्रमाकी सुवर्णमयी 
मूर्ति बनवाये । उनमें चन्द्रमा छः अङ्गुलके और रोहिणी 
चार अद्गुलकी होनी चाहिये। आठ मोतियोंसे युक्त श्वेत 
नेत्रॉबाली उन अतिमाओंको अक्षतसे भरे हुए काँसीके 
पात्रमें रखकर दुग्धपूर्ण कलशके ऊपर स्थापित कर दे। 
फिर वस्न और दोहनीके साथ दूघ देनेवाली गौ, ङ्ग 
तथा पात्र प्रस्तुत करे । उत्तम गुणोंसे युक्त ब्राह्मण- 
दम्पतीको नुलाकर उन्हें आभूषणोंसे अलक्कुत करे तथा 
मनमें यह भावना रखे कि ब्राह्मण-दम्पतीके रूपमें ये 
रोहिणीसहित चन्द्रमा ही विराजमान हैं। तत्पश्चात्‌ इनकी 
इस प्रकार प्रार्थना करे- “चन्द्रदेव ! आप ही सबको 
परम आनन्द और मुक्ति प्रदान करनेवाले है.। आपकी 
कृपासे मुझे भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त हों ।' [इस प्रकार 


विनय करके शय्या, प्रतिमा तथा घेनु आदि सब कुछ 
ब्राह्मणको दान कर दे।] 

राजन्‌ ! जो संसारसे भयभीत होकर मोक्ष पानेकी 
इच्छा रखता है, उसके लिये यही एक व्रत सर्वोत्तम है। 
यह रूप और आरोग्य प्रदान करनेवात्त्र है । यही पितरोंको 
सर्वदा प्रिय है। जो इसका अनुष्ठान करता है वह 
त्रिभुवनका अधिपति होकर इक्कीस सौ कल्पोंतक चन्द्र- 
स्लेकमें निवास करता है । उसके बाद विद्युत्‌ होकर मुक्त 
हो जाता है। चन्द्रमाके नाम-कीर्तनद्वारा भगवान्‌ 
श्रीमधुसूदनकी पूजाका यह प्रसङ्ग जो पढ़ता अथवा 
सुनता है, उसे भगवान्‌ उत्तम बुद्धि प्रदान करते हैं तथा 
यह भगवान्‌ श्रीविष्णुके धाममें जाकर देवसमूहके द्वार 
पूजित होता है! 

भीष्मजीने कहा--ब्रह्मन्‌! अब मुझे तालाब, 
बगीचा, कुआँ, नाचली, पुष्करिणी तथा देवमन्दिरकी 
अतिष्ठा आदिका विधान-बतलाइये । 

पुलस्त्यजी बोले--महाबाहो ! सुनो; तालाब 
आदिकी प्रतिष्ठाका जो विधान है, उसका इतिहास- 
पुराणोंमें इस प्रकार वर्णन है। उत्तरायण आनेपर शुभ 
शुक पक्षमें ब्राह्मणद्वारा कोई पवित्र दिन निश्चित करा 
ले। उस दिन ब्राह्मणोका वरण करे और तालानके 
समीप, जहाँ कोई अपवित्र वस्तु न हो, चार हाथ लम्बी 
और उतनी ही चौड़ी चौकोर वेदी ननाये । वेदी सब ओर 
समतल हो और चारों दिशाऑमें उसका मुख हो। फिर 
सोलह हाथका मण्डप तैयार कराये । जिसके चारों ओर 
एक-एक दरवाजा हो । वेदीके सब ओर कुण्डॉका निर्माण 
कराये । कुण्डोंकी संख्या नौ, सात या पाँच होनी चाहिये । 
कुण्डोंकी लम्बाई-चौड़ाई एक-एक रल्रिकी' हो तथा वे 
सभी तीन-तीन मेखल्त्रऑसे सुशोभित हों। उनमें 
यथास्थान योनि और मुख भी बने होने चाहिये । योनिकीं 
लम्बाई एक बित्ता और चौड़ाई छः-सात अंगुलकी हो। 
मेखलाएँ तीन पर्व ऊँची और एक हाथ लम्बी होनी 


१. कोहनीसे लेकर मुट्ठी बैंधे हुए हाथतककी लम्बाईको 'रलि' या 'अरलि' कहते हैं। 


२. अँगुलियोंके पोरको 'पर्व' कहते है। 


सृष्टिखण्ड ] 


० आदिल्य-शयन आदि व्रत, तडागकी प्रतिष्ठा और वृक्षारोपणकी विधि + 


2००४१४०५००५५४००१ ५०००५५४०५ १११९५०११ ४१५१+ ४५५५४५४५५१५ ५५९५ ५४२१५०९ ५५४४५५५५१ ४५३ ४५ ४५९५ ५ #4 ४२५५ ५-४४५ ४४४. 


Ze 


चाहिये। वे चारों ओरसे एक समान--एक रेगकी 
बनी हों। सबके समीप ध्वजा और पताकाएँ, लगायी 
जायैँ । मण्डपके चारों ओर क्रमशः पीपल, गूलर, पाकड़ 
और बरगदकी शाखाओंके दरवाजे बनाये जायें। वहाँ 
आठ होता, आठ डारपाल तथा आठ जप करनेवाले 
आह्मणोंका वरण किया जाय। वे सभी ब्राह्मण वेदेकि 
पारगामी विद्वान्‌ होने चाहिये। सब भ्रकारके शुभ 
लक्षणॉसे सम्पन्न, मन्त्रके ज्ञाता, जितेन्द्रि, कुलीन, 
शीलवान्‌ एवं श्रेष्ठ ब्राह्मणॉंको ही इस कार्यमें नियुक्त 
करना चाहिये। प्रत्येक कुण्डके पास कलश, यज्ञ- 
सामग्री, निर्मळ आसन और दिव्य एवं विस्तृत ताम्रपात्र 
प्रस्तुत रहें। 
तदनन्तर प्रत्येक देवताके लिये नाना प्रकारकी बलि 
(दही, अक्षत आदि उत्तम भक्ष्य पदार्थ) उपस्थित करे । 
विद्वान्‌ आचार्य मन्त्र पढ़कर उन सामग्रियोके द्वारा 
पृथ्वीपर सब देवताओकि लिये बलि समर्पण करे! 
अरलिके बराबर एक यूप (यज्ञस्तम्भ) स्थापित किया 
जाय, जो किसी दूधवाले, वृक्षकी शाखाका बना हुआ 
हो। ऐश्वर्य चाहनेवाले पुरुषको यजमानके शरीरके 
बराबर ऊँचा यूप स्थापित करना चाहिये। उसके बाद 
पश्चीस ऋत्विजोंका वरण करके उन्हें सोनेके आभूषणोंसे 
विभूषित करे। सोनेके बने कुण्डल, बाजूबंद, कडे, 
अंगूठी, पवित्री तथा नाना प्रकारके वस्त्र--ये सभी 
आभूषण प्रत्येक ऋत्विजको बराबर-बराबर दे और 
आचार्यको दूना अर्पण करे। इसके सिवा उन्हें शय्या 
त्तथा आपनेको प्रिय लगनेवाली अन्यान्य वस्तुएँ भी प्रदान 
करे। सोनेका बना हुआ कछुआ और मगर, चाँदीके 
मत्स्य और दुन्दुभ, ताँबेके कॅंकड़ा और मेढक तथा 
लोहेके दो सूँस बनवाकर सनको सोनेके पात्रमें रखे । 
इसके बाद यजमान वेदञ्ञ विद्वानोंकी बतायी हुई विधिके 
अनुसार सर्वीषधि-मिश्रित जलसे स्रान करके श्वेत वस्न 
और श्वेत माला धारण करे । फिर श्वेत चन्दन लगाकर 
पत्नी और पुत्र-पौत्रॉके साथ पश्चिमद्वारसे यज्ञ-मण्डपमें 
प्रबेश करे उस समय माङ्गलिक शब्द होने चाहिये और 
भेरी आदि बाजे नजने चाहिये। 


तदनन्तर विद्वान्‌ पुरुष पाँच रंगके चूर्णोसे मण्डल 
बनाये और उसमें सोलह अरॉसे युक्त चक्र चिहित करे । 
उसके गर्भमें कमका आकार बनाये। चक्र देखनेमें 
सुन्दर और चौकोर हो। चारों ओरसे गोल होनेके साथ 
ही मध्यभागमें अधिक शोभायमान जान पड़ता हो । उस 
चक्रको वेदीके ऊपर स्थापित करके उसके चारों ओर 
प्रत्येक दिझामें मन्त्र-पाठपूर्वक अहो और लोकपालोँकी 
स्थापना करे। फिर मध्यभागमें वरुण-सम्बन्धी मन्त्रोंका 
उच्चारण करते हुए एक कलदा स्थापित करे और उसीके 
ऊपर ब्रह्मा, शिव, विष्णु, गणेश, लक्ष्मी तथा पार्वतीकी 
भी स्थापना करे । इसके पश्चात्‌ सम्पूर्ण लोकोंकी झान्तिके 
लिये भूतसमुदायको स्थापित करे। इस प्रकार पुष्प, 
चन्दन और फलॉके द्वार सबकी स्थापना करके 
कलशोके भीतर पञ्चरल छोड़कर उन्हें बस्त्रोंसे आवेष्टित 
कर दे। फिर पुष्प और चन्दनके द्वारा उन्हें अलङ्कत 
करके द्वार-रक्षाके लिये नियुक्त ब्राह्मणोसे बेदपाठ 
करनेके लिये कहे और स्वयं आचार्यका पूजन करे । पूर्व 
दिशाकी ओर दो ऋग्वेदी, दक्षिणद्रारपर दो यजुर्वेदी, 
पश्चिमद्वारपर दो सामवेदी तथा उत्तरद्डारपर दो अथर्वनेदी 
विद्वानोंको रखना चाहिये । यजमान मण्डलके दक्षिण- 
भागमें उत्तराभिमुख होकर बैठे और द्वार-रक्षक विद्वानोंसे 
कहे 'आपलोग वेदपाठ करें।' फिर यज्ञ करानेलाले 
आचार्यसे कहे--'आप यज्ञ प्रारम्भ करायें।' तत्पश्चात्‌ 
जप करनेवाले ज्राह्मणोसे कहे--'आपलोग उत्तम 
मन्त्रका जप करते रहें।' इस प्रकार सबको प्रेरित करके 
मन्त्रज्ञ पुरुष अग्निको प्रज्वलित करे तथा मन्त्र-पाठपूर्वक 
घी और समिधाऑकी आहुति दे। ऋत्विजॉको भी 
वरुण-सम्बन्धी मन्त्रद्दास सब ओरसे हवन करना 
चाहिये । अहॉके निमित्त विधिवत्‌ आहुति देकर उस 
यज्ञकर्ममें इन्द्र, शिन, मरुद्रण और लोकपालोंके निमित्त 
भी विधिपूर्वक होम करे। 

पूर्वद्वारपर नियुक्त ऋग्वेदी ब्राह्मण शान्ति, रुद्र, 
पवमान, सुमङ्गल तथा पुरुषसम्बन्धी सूक्तोंका पृथक्‌- 
पृथक्‌ जप करे। दक्षिणद्वारपर स्थित यजुर्वेदी विद्वान्‌ 
इन्दर, रुद्र, सोम, कूष्माण्ड, अग्नि तथा सूर्य-सम्बन्धी 


दट 


* अर्चयस्व हषीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पद्यपुराण 


4५४४३५ ०५७७४५५ ०७५७४५५७५४ ५७७३७७७७७७ ७७५५७५७ ५७७५७७५७ ७७७७७७६७४७ ७७ ४७ ७७०७०७७७७७ ७७०७० ७७७७७० 


सूक्तॉका जप करे। पश्चिमद्वारपर रहनेवाले सामवेदी 
ब्राह्मण वैराजसाम, पुरुषसूक्त, सुपर्णसूक्त, रुद्रसंहिता, 
शिशुसूक्त, पञ्चनिधनसूक्त, गायत्रसाम, ज्येष्ठसाम, 
वामदेव्यसाम, बृहत्साम, रौरवसाम, रथन्तरसाम, गोव्रत, 
विकीर्ण, रक्षोघ्र और यम-सम्नन्धी सामोंका गान करें। 
उत्तर द्वारके अथर्षबेदी विद्वान्‌ मन-ही-मन भगवान्‌ 
बरुणदेवकी शरण ले शान्ति और पुष्टि-सम्बन्धी मन्त्रोंका 
जप करें। इस प्रकार पहले दिन मन्त्रोंद्वारा देवताओंकी 
स्थापना करके हाथी और घोड़ेके पैरोंके नीचेकी, जिसपर 
रथ चलता हो--ऐसी सड़ककी, बाँबीकी, दो नदियोंके 
संगमकी, गोशालाकी तथा साक्षात्‌ गौओंके पैरके 
नीचेकी मिट्टी लेकर कलझोंमें छोड़ दे! उसके बाद 
सर्वीषधि, गोरोचन, सरसोंके दाने, चन्दन और गूगल भी 
छोड़े। फिर पञ्चगव्य (दधि, दूध, घी, गोबर और 
गोमूत्र) मिलाकर उन कलशॉके जलसे यजमानका 
विधिपूर्वक अभिषेक करे। अभिषेकके समय विद्वान्‌ 
पुरुष बेदमन्त्रोंका पाठ करते रहें। 
इस प्रकार शास्त्रविहित कर्मके द्वारा रात्रि व्यतीत 
करके निर्मल प्रभातका उदय होनेपर हवनके अन्तमें 
ब्राह्मणोंको सौ, पचास, छत्तीस अथवा पचीस गौ दान 
करे। तदनन्तर शुद्ध एखे सुन्दर लग्न आनेपर वेदपाठ, 
संगीत तथा नाना प्रकारके नाजोंकी मनोहर ध्वनिके साथ 
एक गौको सुनर्णसे करके तालाबके जलमें 
उतारे और उसे सामगान करनेवाले ब्राह्मणको दान कर 
दे! तत्पश्चात्‌ पञ्चरतरोसे युक्त सोनेका पात्र लेकर उसमें 
पूर्वोक्त मगर और मछली आदिको रखे और उसे किसी 
बड़ी नदीसे मँगाये हुए जलसे भर दे। फिर उस पात्रको 
दही-अक्षतसे विभूषित करके वेद और वेदाझ्लॉके विद्वान्‌ 
चार ब्राह्मण हाथसे पकड़ें और यजमानकी प्रेरणासे उसे 
उत्तराभिमुख उलरकर तालाबके जलमें डाल दें। इस 
अकार “आपो मयो”' इत्यादि मन्त्रके द्वारा उसे जलमें 
डालकर पुनः सन स्त्रेग यज-मण्डपमें आ जागे और 
यजमान सदस्यॉकी पूजा करके सन ओर देवताओके 
उद्देश्यसे बलि अर्पण करे। इसके बाद लगातार चार 
दिनॉतक हनन होना चाहिये। चौथे दिन चतुर्थी-कर्म 


करना उचित है। उसमें भी यथाशक्ति दक्षिणा देनी 
चाहिये। चतुर्थी-कर्म पूर्ण करके यज्ञ-सम्बन्धी जितने 
पात्र और सामग्री हों, उन्हें ऋत्विजॉमें बराबर बाँट देना 
चाहिये। फिर मण्डपको भी विभाजित करे । सुवर्णपात्र 
और रय्या किसी ब्राह्मणको दान कर दे। इसके बाद 
अपनी शक्तिके अनुसार हजार, एक सौ आठ, पचास 
अथवा बीस ब्राह्मणोंको भोजन कराये। पुराणोंमें 
तालाबकी प्रतिष्ठाके लिये यही विधि खतलायी गयी है। 
कुआँ, बावली और पुष्करिणीके लिये भी यही विधि है । 
देवताओंकी प्रतिष्ठामें भी ऐसा ही विधान समझना 
चाहिये। मन्दिर और बगीचे आदिके प्रतिष्ठा-कार्यमें 
केवल मन्त्रोंका ही भेद है । विधि-विधान प्रायः एक-से 
ही हैं। उपर्युक्त विधिका यदि पूर्णतया पालन करनेकी 
शक्ति न हो तो आधे व्ययसे भी यह कार्य सम्पन्न हो 
सकता है। यह बात ब्रह्माजीने कही है। 

जिस पोखरेमें केवल वर्षाकालमें ही जल रहता है, 
वह सौ अग्निष्टोम यज्ञेकि बराबर फल देनेवाला होता है । 
जिसमें शरत्कालतक जल रहता हो, उसका भी यही 
फल हैं। हेमन्त और शिरिरकालतक रहनेवाला जल 
क्रमशः वाजपेय और अतिरात्र नामक यज्ञका फल देता 
है। बसन्तकालतक टिकनेवाले जलको अश्वमेध यज्ञके 
समान फलदायक बतलाया गया है तथा जो जल ग्रीष्म- 
कालतक मौजूद रहता है, वह राजसूय यज्ञसे भी अधिक 
'फल देनेवाला होता है । 

महाराज ! जो मनुष्य पृथ्वीपर इन विशेष धर्मोका 
पाल्न करता है- विधिपूर्वक कुआँ, बावली, पोखर 
आदि खुदवाता है तथा मन्दिर, बगीचा आदि बनवाता 
है, वह शुद्धचित्त होकर ब्रह्माजीके लोकमें जाता है और 
वहाँ अनेकों कल्पोंतक दिव्य आनन्दका अनुभव करता 
है। दो परार्ध (ब्रह्माजीकी आयु) तक वहाँका सुख 
भोगनेके पश्चात्‌ ब्रहाःजीके साथ ही योगबलसे 
श्रीविष्णुके परमपदको प्राप्त होता है।* 

भीष्मजीने कहा--ब्रह्मन्‌! अब आप मुझे 
विस्तारके साथ वृक्ष लगानेकी यथार्थ विधि बतलाइये। 
विद्वानोंकी किस विधिसे वृक्ष लगाने चाहिये ? 


सृष्टिखण्ड ] 


पुलस्त्यजी बोले--राजन्‌ ! बगीचेमें वृक्षोंके 
लगानेकी विधि मैं तुम्हें बतलाता हूँ। तालाबकी 
प्रतिष्ठाके विषयमें जो विधान बतलाया गया है, उसीके 
समान सारी विधि पूर्ण करके वृक्षके पौधोंको सर्वीषधि- 
मिश्रित जलसे सींचे । फिर उनके ऊपर दही और अक्षत 
छोड़े । उसके बाद उन्हें पुष्प-मालाओंसे अलक्कृत करके 
बस््रमें लपेट दे । वहाँ गूगलका धूप देना श्रेष्ठ माना गया 
है। वृक्षोंको पृथक्‌-पृथक्‌ ताम्रपात्रमें रखकर उन्हें 
सप्तधान्यसे आबृत करे तथा उनके ऊपर वस्त्र और 
चन्दन चढ़ाये। फिर प्रत्येक वृक्षके पास कलश स्थापन 
करके उन कलशोंकी पूजा करे । और रातमें द्विजातियों- 
द्वारा इन्द्रादि लोकपालों तथा वनस्पतिका विधिवत्‌ 
अधिवास कण्ये। तदनन्तर दूध देनेवाली एक गौको 
लाकर उसे श्वेत वस्त्र ओढ़ाये। उसके मस्तकपर सोनेकी 
कलगी लगाये, सौंगोंको सोनेसे मैंढ़ा दे उसको दुहनेके 
लिये काँसेकी दोहनी अस्तुत करे। इस प्रकार अत्यन्त 
शोभासम्पन्न उस गौको उत्तसभिमुख खड़ी करके वृक्षेकि 
बीचसे छोड़े। तत्पश्चात्‌ श्रेष्ठ ब्राह्मण बाजों और 
मङ्गलगीतोंकी ध्वनिके साथ अभिषेके मन्त्र-तीनों 
वेदोंकी बरुणसम्बन्धिनी ऋचाएँ पढ़ते हुए उक्त कलशेकि 
जलसे यजमानका अभिषेक करें। अभिषेकके पश्चात्‌ 
नहाकर यज्ञकर्ता पुरुष श्वेत वर धारण करे और अपनी 
सामर्थ्यके अनुसार गौ, सोनेकी जंजीर, कडे, अंगूठी, 
पवित्री, वस्त्र, इाय्या, शय्योपयोगी सामान तथा 
चरणपादुका देकर एकाग्र चित्तबाले सम्पूर्ण ऋत्विजॉका 
पूजन करे। इसके बाद चार दिनॉतक दूधसे अभिषेक 
तथा घी, जौ और काले तिलोंसे होम करे । होममें पलाश 
(ढाक) की लकड़ी उत्तम मानी गयी है। वृक्षारोपणके 
पश्चात्‌ चौथे दिन विशेष उत्सव करे! उसमें अपनी 
शक्तिके अनुसार पुनः दक्षिणा दे । जो-जो वस्तु अपनेको 
अधिक प्रिय हो, ईर्ष्या छोड़कर उसका दान करे। 
आचार्यको दूनी दक्षिणा दे तथा प्रणाम करके यज्ञकी 
समाप्ति करे। 
जो विद्वान्‌ उपर्युक्त विधिसे वुक्षारोपणका उत्सव 
करता है, उसकी सारी कामनाएँ पूर्ण होती हैं तथा बह 


+ आदित्य-शयन आदि ग्रत, तडागकी अतिष्ठा और वृक्षारोपणकी विधि « 


५४. ४५५. ४४:४: ५५४. ५५५ १.९ ४४१ ९९ केक कक ४५४ ५५५ ५ ५२५ ९४४४४ ५ ४४४. ४ ४४४.४४४ ४ & ४५.५४४५ ४४५४. ४४३ ४४.४५ ५+ ॐ. 


८4९ 


अक्षय फलका भागी होता है। राजेन्द्र ! जो इस प्रकार 
वृक्षकी प्रतिष्ठा करता है, वह जबतक तीस हजार इन्द्र 
समाप्त हो जाते हैं, तबतक स्वर्गलोकमें निवास करता है । 
उसके शारीरमें जितने रोम होते हैं, अपने पहले और 
पीछेकी उतनी ही पीढ़ियोंका बह उद्धार कर देता है तथा 
उसे पुनरावृत्तिसे रहित परम सिद्धि प्राप्त होती है। जो 
मनुष्य प्रतिदिन इस भ्रसङ्गको सुनता या सुनाता है, वह 
भी देवताओंद्रारा सम्मानित और ब्रह्मलोकमें प्रतिष्ठित 
होता है । वृक्ष पुत्रहीन पुरुषको पुत्रवान्‌ होनेका फल देते 
हैं। इतना ही नहीं, वे अधिदेवतारूपसे तीर्थेमिं जाकर 
वृक्ष लगानेवालोको पिण्ड भी देते हैं। अतः भीष्म ! तुम 
यलपूर्वक पीपलके वृक्ष लगाओ | वह अकेला ही तुम्हें 
एक हजार पुत्रोंका फल देगा। पीपलका पेड़ रूगानेसे 
मनुष्य धनी होता है । अशोक झोकका नाश करनेवाला 
है। पाकड़ यज्ञका फल देनेवाला बताया गया है | 
नीमका वृक्ष आयु प्रदान करनेवाला माना गया है 
जामुन कन्या देनेवाला कहा गया है । अनारका वृक्ष पत्नी 
अदान करता है। पीपल रोगका नाशक और पलाश 
अहातेज प्रदान करनेवाला है । जो मनुष्य बहेड़ेका वृक्ष 
लगाता है, वह प्रेत होता है। अङ्कोल लगानेसे बंझकी 
वृद्धि होती है । खैरका वृक्ष लगानेसे आरोग्यकी प्राप्ति 
होती है। नीम लगानेबालोंपर भगवान्‌ सूर्य प्रसन्न होते 
हैं। बेलके वृक्षमें भगवान्‌ झाङ्करका और गुलाबके पेड़में 
देवी पार्वतीका निवास है । अशोक वृक्षमें अप्सराएँ और 
कुन्द (मोगरे) के पेड़में श्रेष्ठ गन्धर्व निवास करते हैं। 
बेंतका वृक्ष लुटेरोंको भय प्रदान करनेवाला है । चन्दन 
और कटरहलके वृक्ष क्रमशः पुण्य और लक्ष्मी देनेवाले 
हैं। चम्पाका वृक्ष सौभाग्य प्रदान करता है। ताड़का वृक्ष 
सन्तानका नाश करनेनाला है । मौलसिरीसे कुलकी वृद्धि 
होती है। नारियल लगानेवाला अनेक स्त्रियॉंका पति 
होता है । दाखका पेड़ सर्वाङ्गसुन्दरी खी प्रदान करनेवाला 
है । केवडा शत्रुका नाश करनेवाला है! इसी प्रकार 
अन्यान्य वृक्ष भी जिनका यहाँ नाम नहीं लिया गया है, 
यथायोग्य फल प्रदान करते हैं । जो लोग दृक्ष लगाते हैं, 
उन्हें [परलोकमें] प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। 


२० 


+ अर्चयस्व हषीकेशे यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


39४४-९२९ ^ ५४ ४५५५३-९४४९. ४४ ५९१४४. ४४ ४ ४५ १ ‰ ४४. ५५४. ५४. ४५१ १ ५५५% ५३४ ५ ४५ + ४४५-४४५ ४५.५४५ ४4-४४५. 


पुलस्त्यजी कहते है--राजन्‌ ! इसी प्रकार एक 
दूसरा व्रत बतलाता हूँ, जो समस्त मनोवाञ्छित फलोंको 
देनेवाला है। उसका नाम है--सौभाग्यशयन। इसे 
पुराणोंके विद्वान्‌ ही जानते हैं। पूर्वकालमें जब भूलोक, 
भुबलोक, स्वलोक तथा महलोँक आदि सम्पूर्ण लोक 
दग्ध हो गये, तब समस्त प्राणियोंका सौभाग्य एकत्रित 
होकर बैकुण्ठमें जा भगवान्‌ श्रीविष्णुके वक्षःस्थलमें 
स्थित हो गया । तदनन्तर दीर्घकालके पश्चात्‌ जब पुनः 
सृष्टि-रचनाका समम आया, तब प्रकृति और पुरुषसे 
युक्त सम्पूर्ण लोकॉके अहङ्कारसे आवृत्त हो जानेपर 
ब्रह्माजी तथा भगवान्‌ श्रीविष्णुमें स्पर्धा जाग्रत्‌ हुई। 
उस समय एक पीले रंगकी भयङ्कर अभिज्वाला प्रकट 
हुई। उससे भगवानका वक्षःस्थल तप उठा, जिससे वह 
सौभाग्यपुञ्ज वहाँसे गलित हो गया। श्रीविष्णुके 
चक्षःस्थलका वह सौभाग्य अभी रसरूप होकर धरतीपर 
गिरने नहीं पाया था कि ब्रह्माजीके बुद्धिमान्‌ पुत्र दक्षने 
उसे आकाइामें ही रोककर पी लिया । दक्षके पीते ही वह 
अद्‌भुत रूप और लावण्य प्रदान करनेवाला सिद्ध 
हुआ । प्रजापति दक्षका बल और तेज बहुत बढ़ गया। 
उनके पीनेसे बचा हुआ जो अंश पृथ्वीपर गिर पड़ा, वह 
आठ भागोंमें बैंट गया। उनमेंसे सात भागोंसे सात 
सौभाग्यदायिनी ओषधियाँ उत्पन्न हुई, जिनके नाम इस 
प्रकार है--ईख, तरुराज, निष्पाव, राजधान्य (शालि या 
अगहनी), गोक्षीर (क्षीरजीरक), कुसुम्म और कुसुम । 
आठवाँ नमक है। इन आठोंकी सौभाग्याष्टक संज्ञा 
कहते हैं। 
योग और ज्ञानके तत्त्वको जाननेवाले ब्रह्मपुत्र दक्षने 
पूर्वकालमें जिस सौभाग्य-रसका पान किया था, उसके 
अंझासे उन्हें सती नामकी एक कन्या उत्पन्न हुई । नील 
कमलके समान मनोहर शारीरवाली वह कन्या लोकमें 
ललिताके नामसे भी प्रसिद्ध है । पिनाकधारी भगवान्‌ 
शाङ्करने उस त्रिभुवनसुन्दरी देवीके साथ विवाह किया । 
सती तीनों लोकोंकी सौभाग्यरूपा हैं। बे भोग और मोक्ष 
प्रदान करनेनाली हैं। उनकी आराधना करके नर या नारी 
नया नहीं प्राप्त कर सकती । 


भीष्मजीने पूछा--मुने ! जगद्धात्री सतीकी 
आरधना कैसे की जाती है? जगत्की झान्तिके लिये 
जो विधान हो, वह मुझे बतानेकी कृपा कीजिये। 

पुलस्त्यजी बोले--सैत्र मासके झुकू पक्षकी 
तृतीयाको दिनके पूर्व भागमें मनुष्य तिलमिश्रित जलसे 
रान करे। उस दिन परम सुन्दरी भगवती सतीका 
विश्वात्मा भगवान्‌ शङ्करके साथ बैवाहिक मन्त्रोद्वारा 
विवाह हुआ था; अतः तृतीयाको सती देवीके साथ ही 
भगवान्‌ शङ्करका भी पूजन करे | पञ्चगव्य तथा चन्दन- 
मिश्रित जलके द्वारा गौरी और भगवान्‌ चन््रशेखरकी 
अतिमाको स्नान कराकर धूप, दीप, नैवेद्य तथा नाना 
अकारके फलोंद्वार उन दोनोंकी पूजा करनी चाहिये। 
“पार्वतीदेव्यै नमः,' ‘शिवाय नमः? इन मन्त्रोसे क्रमशः 
पार्वती और शिवके चरणोंका; “जयायै नमः', 'शिवाय 
जमः' से दोनोंकी घुट्टियोंका; 'त्रथम्बकाय नमः', 
“भवान्यै नमः' से पिडलियॉका; ' भद्रेश्वराय नमः', 
“बिजयायै नमः'से घुटनोका; 'हरिकेशाय नमः', 
“बरदायै नमः' से जाँघोंका; "ईशाय दाङ्कराय नमः', 
“रत्यै नमः' से दोनेकि कटिभागका; 'कोटिन्यै नमः”, 
“शूलिने नभः'से कुक्षिभागका; 'ञ्ूलपाणये नमः', 
मङ्गलायै नमः'से उदरका; "सर्वात्मने नमः', "ईशान्यै 
नम:' से दोनों स्तनॉका; 'चिदात्मने नमः', “रुद्राण्यै 
नमः” से कण्ठका; त्रिपुरघ्राय नमः; अनन्तायै नमः' से 
दोनों हाथोंका; “त्रिलोचनाय नमः', 'कालानलप्रियायै 
नमः” से बाँहोंका; 'सौभाग्यभवनाय नमः' से 
आभूषणॉका; 'स्वथायै नमः', ‘ईश्वराय नमः” से दोमेके 
मुखमण्डलका; 'अशोकवनवासिन्यै समः'--इस 
मन्त्रसे ऐश्वर्य प्रदान करनेवाले ओठोंका; “स्थाणवे 
नमः “चन्द्रमुखप्रियाथै नमः' से मुँहका; 
“अद्धलारीश्चराय नमः', “असिताङग्यै नमः” से 
नासिकाका; 'उग्राय नमः”, 'ललितायै नमः” से दोनों 
भौंहोंका; “शर्वाय नमः', 'वासुदेव्यै नमः' से केशोंका; 
“औकण्ठनाथाय नमः? से केवल शिवके बालोंका तथा 
“भीमोग्ररूपिण्यै नमः; ' सर्वात्मने नमः” से दोनोके 
मस्तकॉंका पूजन करे। इस प्रकार शिव और पार्वतीकी 


सृष्टिखण्ड ] 


+ तीर्थमहिमाके प्रसङ्गमें वामन-अवतारकी कथा + 


९१ 


22५४७५७४४७ ७७७७७७७५७३ ७७७७ ३३७३७७३३७३ ७७७३७७७५७७ ७७७७७ 56 *##6##» ४४ #*:%“*#2“*#*# # ४४४0४“ 6 68. 


विधिवत्‌ पूजा करके उनके आगे सौभाग्याष्टक रखे। 
निष्पाव, कुसुम्भ, क्षीरजीरक, तरुराज, इक्षु, लवण, कुसुम 
तथा राजधान्य-- इन आठ वस्तुओंको देनेसे सौभाग्यकी 
आपति होती है; इसलिये इनकी 'सौभाग्याष्टक' संज्ञा है। 
इस प्रकार शिव-पार्वतीके आगे सब सामग्री निवेदन 
करके चैतमें सिंघाड़ा खाकर रातको भूमिपर शयन करे। 
फिर सबेरे उठकर स्त्रान और जप करके पवित्र हो माला, 
वस्न और आभूषणोंके द्वारा ब्राह्मण-दम्पतीका पूजन करे । 
इसके बाद सौभाग्याष्टकसहित शिव और पार्वतीकी 
सुवर्णमयी प्रतिमाओंको ललिता देवीकी प्रसन्नताके लिये 
ब्राह्मणकी निवेदन करे । दानके समय इस प्रकार कहे 
"ललिता, विजया, भद्रा, भवानी, कुमुदा, शिवा, 
वासुदेवा, गौरी, मङ्गला, कमला, सती और उमा- थे 
प्रसन्न हों ।' 
बारह महीनोंकी प्रत्येक द्वादशीको भगवान्‌ 
श्रीविष्णुकी तथा उनके साथ लक्ष्मीजीकी भी पूजा करे । 
इसी प्रकार परलोकमें उत्तम गति चाहनेवाले पुरुषको 
अत्येक मासकी पूर्णिमाको सावित्रीसहिंत ब्रह्माजीकी 
विधिवत्‌ आराधना करनी चाहिये। तथा ऐश्वर्यकी 
कामनावाले मनुष्यको सौभाग्याष्टकका दान भी करना 
चाहिये । इस प्रकार एक वर्षतक इस व्रतका विधिपूर्वक 
अनुष्ठान करके पुरुष, स्त्री या कुमारी भक्तिके साथ रात्रिमें 
शिषजीकी पूजा करे। ब्रतकी समाप्तिके समय सम्पूर्ण 


सामम्रियोंसे युक्त शय्या, शिन-पार्वतीकी सुवर्णमयी 
प्रतिमा, बैल और गौका दान करे | कृपणता छोड़कर दृढ़ 
निश्चयके साथ भगवानका पूजन करे । जो स्त्री इस प्रकार 
उत्तम सौभाग्यशयन नामक त्रतका अनुष्ठान करती है, 
उसकी कामनाएंँ पूर्ण होती हैं । अथवा [यदि वह निष्काम- 
भावसे इस व्रतको करती है तो] उसे नित्यपदकी प्राप्ति 
होती है। इस ब्रतका आचरण करनेवाले पुरुषको एक 
'फलका परित्याग कर देना चाहिये। प्रतिमास इसका 
आचरण करनेवाला पुरुष यश और कीर्ति प्राप्त करता है । 
राजन्‌! सौभाग्यशयनका दान करनेवाला पुरुष कभी 
सौभाग्य, आरोग्य, सुन्दर रूप, अस्र, अलङ्कार और 
आभूषणोसे वञ्चित नहीं होता । जो बारह, आठ या सात 
वर्षोतक सौभाग्यशयन ब्रतका अनुष्ठान करता है, वह 
ब्रह्मलोकनिवासी पुरुषोंद्वारा पूजित होकर दस हजार 
कल्पॉतक वहाँ निवास करता है। इसके बाद वह 
विष्णुलोक तथा शिवलोकमें भी जाता है | जो नारी या 
कुमारी इस ब्रतका पालन करती है, यह भी ललितादेवीके 
अनुग्रहसे ललित होकर पूर्वोक्त फलको प्राप्त करती है । जो 
इस ब्रतकी कथाका श्रवण करता है अथवा दूसरोंको इसे 
करनेकी सलाह देता है, वह भी विद्याधर होकर चिरकारू- 
तक स्वर्गलोकमें निवास करता है । पूर्वकालमें इस अद्भुत 
ब्रतका अनुष्ठान कामदेवने, राजा शतधन्वाने, वरुणदेवने, 
भगवान्‌ सूर्यने तथा धनके स्वामी कुबेरने भी किया था । 


= = 
तीर्थमहिमाके प्रसङ्गमें वामन-अवतारकी कथा, भगवानका बाष्कलि दैत्यसे 
त्रिलोकीके राज्यका अपहरण 


भीष्सजीने कहा--ब्रह्मन्‌! अब मैं तीर्थोका 
अदभुत माहात्म्य सुनना चाहता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य 
संसार-बन्धनसे मुक्त हो जाता है। आप विस्तारके साथ 
उसका वर्णन करो । 

पुरूस्त्यजी बोले रजन्‌! ऐसे अनेकों पावन 
तीर्थ हैं, जिनका नाम लेनेसे भी बड़े-बड़े पातकोंका नाश 
हो जाता है । तीर्थोका दर्शन करना, उनमें सनान करना, 
जहाँ जाकर बार-बार डुबकी रूगाना तथा समस्त 


तीर्थोका स्मरण करना--ये मनोवाञ्छित फलकों 
देनेवाले हैं । भीष्म ! पर्वत, नदियाँ, क्षेत्र, आश्रम और 
मानस आदि सरोबर--सभी तीर्थ कहे गये हैं, जिनमें 
तीर्थयात्राके उद्देश्यसे जानेवाले पुरुषको पग-पगपर 
अश्वमेघ आदि यज्ञॉका फल होता है-इसमें तनिक भी 
सन्देह नहीं है। 

'भीष्सजीने पूछा-- द्विजश्रेष्ठ ! मैं आपसे भगवान्‌ 
विष्णुका चरित्र सुनना चाहता हूँ। सर्वसमर्थ एवं 


९२ 


« अर्चयस्व इबीकेसे यदीच्छसि घरे पदम्‌ « 


Samsssnesrsreeneereenessessesssssaeeseeneesnannesnsessenereenranessnesssseanessnaeke+4A#A४००५०१ ७१००५५४. 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


सर्वव्यापक श्रीविष्णुने यज्ञ-पर्वतपर जा वहाँ अपने चरण 
रखकर किंस दाननका दमन किया था ? महामुने ! ये 
सारी नातें मुझे बताइये । 
पुलस्त्यजी बोले--वत्स ! तुमने बड़ी उत्तम बात 
पूछी है, एकाग्रचित्त होकर सुनो । प्राचीन सत्ययुगकी 
बात है--बलिष्ठ दानबेनि समूचे स्वर्गपर अधिकार जमा 
लिया था। इन्द्रसहित सम्पूर्ण देवताओंको जीतकर उनसे 
त्रिभुवनका राज्य छीन लिया था | उनमें बाष्कलि नामका 
दानव सबसे बलवान्‌ था। उसने समस्त दानबॉको 
यज्ञका भोक्ता बना दिया। इससे इन्द्रको बड़ा दुःख 
हुआ। वे अपने जीवनसे निराश हो चले। उन्होंने 
सोचा--'ब्रह्माजीके वरदानसे दानवराज बाष्कलि मेरे 
तथा सम्पूर्ण देवताओंके लिये युद्धमें अवध्य हो गया 
है। अतः मैं ब्रह्मलोकमें चलकर भगवान्‌ ब्रह्माजीकी ही 
शरण लूँगा । उनके सिवा और कोई मुझे सहारा देनेवाला 
नहीं है।' ऐसा बिचार कर देवराज इन्द्र सम्पूर्ण 
देबताओंको साथ ले तुरंत उस स्थानपर गये, जहाँ 
भगवान्‌ ब्रह्माजी विराजमान थे । 
इन्द्र खोले- देव ! क्या आप हमारी दशा नहीं 
जानते, अब हमारा जीवन कैसे रहेगा ? प्रभो ! आपके 
वरदानसे दैत्योंने हमारा सर्वस्व छीन लिया । मैं दुरात्मा 
बाष्कलिकी सारी करतूतें पहले ही आपको बता चुका हूँ । 
पितामह ! आप ही हमारे पिता हैं। हमारी रक्षाके लिये 
शीघ्र ही कोई उपाय कीजिये । संसारसे वेदपाठ और 
यज्ञ-यागादि उठ गये । उत्सव और मङ्गलकी बातें जाती 
रहीं । सबने अध्ययन करना छोड़ दिया है । दण्डनीति भी 
उठा दी गयी है ! इन सब कारणोंसे संसारके आणी किसी 
तरह साँसमात्र ले रहे हैं । जगत्‌ पीडाग्रस्त तो था ही, अब 
और भी कष्टतर दशाको पहुँच गया है । इतने समयमें 
हमलोगॉको बड़ी ग्लानि उठानी पड़ी है। 
ब्रह्माजीने कहा--देवराज! मैं जानता हूँ 
बाष्कलि जड़ा नीच है और बरदान पाकर घमंडसे भर 
गया है। यद्यपि तुमलोगोंके लिये वह अजेय है, 
तथापि मैं समझता हूँ भगवान्‌ श्रीविष्णु उसे अवश्य 
ठीक कर देंगे। 


पुलस्त्यजी कहते हैं-उस समय ब्रह्माजी 
समाधिमें स्थित हो गये। उनके चिन्तन करनेपर 
ध्यानमात्रसे चतुर्भुज भगवान्‌ श्रीविष्णु थोड़े ही समयमें 
सबके देखते-देखते वहाँ आ पहुँचे । 

भगवान्‌ श्रीविष्णु बोरे ब्रह्मन्‌ ! इस ध्यानको 
छोड़ो । जिसके लिये तुम ध्यान करते हो, बही मैं साक्षात्‌ 
तुम्हारे पास आ गया हूँ। 

ब्रह्माजीने कहा--स्वामीने यहाँ आकर मुझे 
दर्शन दिया, यह बहुत बड़ी कृपा हुई। जगत्के लिये 
जगदीश्वरको जितनी चिन्ता है, उतनी और किसको हो 
सकती है। मेरी उत्पत्ति भी आपने जगतके लिये ही की 
थी और जगत्की यह दशा है; अतः उसके लिये 
भगवानका यह शुभागमन वास्तवमें कोई आश्चर्यकी बात 
नहीं है। अभो ! बिश्वके पालनका कार्य आपके ही 
अधीन है! इस इन्द्रका राज्य बाष्कलिने छीन लिया है। 
चराचर प्राणियोंके सहित त्रिलोकीको अपने अधिकारमें 
कर लिया है। केशव ! अब आप ही सलाह देकर 
अपने इस सेवर्ककी सहायता कीजिये । 

भगवान्‌ श्रीवासुदेखने कहा--ब्रह्मन्‌ ! तुम्हारे 
वरदानसे वह दानव इस समय अवध्य है, तथापि उसे 
बुद्धिके द्वारा बन्धनमें डालकर परास्त किया जा सकता 
है। मैं दानवोंका विनाश करनेके लिये वामनरूप धारण 
करूँगा। ये इन्द्र मेरै साथ बाष्कलिके घर चलें और वहाँ 
पहुंचकर मेरे लिये इस प्रकार वरकी याचना करें-- 
“राजन्‌! इस बौने ज्राह्मणके लिये तीन पग भूमिका दान 
दीजिये। महाभाग ! इनके लिये मैं आपसे याचना करता 
हूँ। ऐसा कहनेपर वह दानवराज अपना प्राणतक दे 
सकता है। पितामह ! उस दानवका दान स्वीकार करके 
पहले उसे राज्यसे वञ्चित करूँगा, फिर उसे बाँधकर 
पातालका निवासी बनाऊँगा। 

यों कहकर भगवान्‌ श्रीविष्णु अन्तर्धान हो गये। 
'तदनन्तर कार्य-साधनके अनुकूल समय आनेपर सम्पूर्ण 
आणियोपर दया करनेवाले देवाधिदेव भगवानने 
देवताओंका हित करनेके लिये अदितिका पुत्र होनेका 
विचार किया | भगवान्ने जिस दिन गर्भमें प्रवेश किया, 


सृष्टिखण्ड ] 


* तीर्थमहिमाके प्रसङ्गमे बामन-अदतारकी कथा + 


५३ 


उस दिन स्वच्छ वायु बहने लगी । सम्पूर्ण प्राणी निना 
किसी उपद्रवके अपने-अपने इच्छित पदार्थ प्राप्त करने 
लगे। बृक्षोंसे फूलॉकी वर्षा होने लगी, समस्त दिशाएँ 
निर्मल हो गयीं तथा सभी मनुष्य सत्य-परायण हो गये। 
देबी अदितिने एक हजार दिव्य वर्षोतक भगवानको 
गर्भमै धारण किया। इसके बाद वे भूतभावन प्रभु 
वामनरूपमें प्रकट हुए । उनके अवतार लेते ही नदियोंका 
जल स्वच्छ हो गया । वायु सुगन्ध बिखेरने लगी । उस 
तेजस्वी पुत्रके प्रकट होनेसे महर्षि कश्यपको भी बड़ा 
आनन्द हुआ । तीनों लोकोंमें निवास करनेवाले समस्त 
आणियोंके मनमें अपूर्व उत्साह भर गया। भगवान्‌ 
जनार्दनका प्रादुर्भाव होते ही स्वर्गलोकमें नगारे बज उठे । 
अत्यन्त हर्षोल्लासके कारण त्रिलोकीके मोह और दुःख 
नष्ट हो गये । गन्थर्वोने अत्यन्त उचच स्वरसे संगीत आरम्भ 
किया । कोई ऊँचे स्वरसे भगत्रान्‌की जय-जयकार करने 
लगे, कोई अत्यन्त हर्षमें भरकर जोर-जोरसे गर्जना करते 
हुए बारम्बार भगवानको साधुवाद देने लगे तथा कुछ 
लोग जन्म, भय, बुढ़ापा और मृत्युसे छुटकास पानेके 
लिये उनका ध्यान करने लगे। इस प्रकार यह सम्पूर्ण 
जगत्‌ सब ओरसे अत्यन्त प्रसन्न हो उठा। 
देवतालोग मन-ही-मन बिचार करने लगे--'ये 
साक्षात्‌ परमात्मा श्रीविष्णु है । ब्रह्माजीके अनुरोधसे 
जगतूकी रक्षाके लिये इन जगदीश्वरने यह छोटा-सा 
शरीर घारण किया है । ये ही ब्रह्मा, ये ही विष्णु और ये 
ही महेश्वर हैं। देवता, यज्ञ और स्वर्ग--सब कुछ ये ही 
हैं, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है। यह सम्पूर्ण चराचर 
जगत्‌ भगवान्‌ श्रीविष्णुसे व्याप्त है। ये एक होते हुए भी 
पृथक्‌ झरीर धारण करके म्रह्माके नामसे विख्यात हैं। 
जिस प्रकार बहुत-से रंगोंवाली वस्तुओंका सान्निध्य 
होनेपर स्फटिक मणि विचित्र-सी प्रतीत होने लगती है, 
वैसे ही मायामय गुणोके संसर्गसे स्वयम्भू परमात्माकी 
नाना रूपॉमें प्रतीति होती है । जैसे एक ही गार्हपत्य अग्नि 
दक्षिणाभि तथा आइवनीयाग्रि आदि भिन्न-भिन्न 
संज्ञाओंको प्राप्त होती है, उसी अकार ये एक ही औविष्णु 
ब्रह्मा आदि अनेक नाम एवं रूपॉमें उपलब्ध होते हैं । ये 


भगवान्‌ सब तरहसे देवताऑका कार्य सिद्ध करेंगे ।' 
शुद्ध चित्तबाले देवगण जब इस प्रकार सोच रहे 
थे, उसी समय भगवान्‌ वामन इन्द्रके साथ बाष्कलिके 
घर गये । उन्होंने दूरसे ही बाष्कलिकी नगरीको देखा, जो 
परकोटेसे घिरी थी। सब प्रकारके रल्रॉसे सजे हुए 
ऊँचे-ऊँचे सफेद महल, जो आकाराचारी प्राणियोंके 
लिये भी अगम्य थे, उस पुरीकी शोभा बढ़ा रहे थे! 
नगरकी सड़कें बड़ी ही सुन्दर एवं क्रमबद्ध बनायी गयी 
थीं। कोई ऐसा पुष्प नहीं, ऐसी विद्या नहीं, ऐसा शिल्प 
नहीं तथा ऐसी कला नहीं, जो बाष्कलिकी नगरीमें मौजूद 
न रही हो। वहीं रहकर दानवराज बाष्कलि चराचर 
प्राणियोसहित समस्त त्रिलोकीका पालन करता था | वह 
धर्मका ज्ञाता, कृतज्ञ, सत्यवादी और जितेन्द्रिय था। 
सभी आणी उससे सुगमतापूर्वक मिल सकते थे। 
न्याय-अन्यायका निर्णय करनेमें उसकी बुद्धि बड़ी ही 
कुशल थी। वह ब्राह्मणोंका भक्त, शरणागतोंका रक्षक 
तथा दीन और अनाथॉपर दया करनेवाला था | मन्त्र- 
शक्ति, प्रभु-शक्ति और उत्साहशक्ति--इन तीनों 
शक्तियोंसे बह सम्पन्न था । सन्धि, विग्रह, यान, आसन, 
द्वैधीभाव और समाश्रय--राजनीतिके इन छः गुणोंका 
अवसरके अनुकूल उपयोग करनेमें उसका सदा उत्साह 
रहता था। वह सबसे मुंसकराकर बात करता था । बेद 
और नेदाङ्गोंके तत्वका उसे पूर्ण ज्ञान था। बह यज्ञॉका 
अनुष्ठान करनेवाला, तपस्या-परायण, उदार, सुशील, 
संयमी, प्राणियॉकी हिंसासे विरत, माननीय पुरुषोंको 
आदर देनेवाला, शुद्धहदय, प्रसन्नमुख, पूजनीय पुरुषोंका 
पूजन करनेवाला, सम्पूर्ण विषयोंका ज्ञाता, दुर्दमनीय, 
सौभाग्यशाली, देखनेमें सुन्दर, अन्नका अहुत बड़ा संग्रह 
रखनेवाला, बड़ा धनी और बहुत बड़ा दानी था। जह 
धर्म, अर्थ और काम--तीनेकि साधनमें संलूम रहता 
था। बाष्कलिः त्रिलोकीका एक श्रेष्ठ पुरुष था। बह सदा 
अपनी नगरीमें ही रहता था । उसमें देवता और दानवेकि 
भी घमंडको चूर्ण करनेकी शक्ति थी। ऐसे गुणोंसे 
विभूषित होकर वह त्रिभुवनकी समस्त अजाका पालन 
करता था । उस दानवराजके राज्यमें कोई भी अधर्म नहीं 


33 


+ अर्चयस्व हृषीकेश यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


Srseeesesesesrensseseessseeseeeseessssennenheees५e५५१५५५०५१४५७४४५४५५५०५१५५%४५०४०५०५५०५०१५००५४५॥५५५४५ 


[ संक्षिप्त पदापुराण 


होने पाता था। उसकी प्रजामें कोई भी ऐसा नहीं था जो 
दीन, रोगी, अल्पायु, दुःखी, मूर्ख, कुरूप, दुर्भाग्यशाली 
और अपमानित हो। 

इन्द्रको आते देख दानवोने जाकर राजा बाष्कलिसे 
कहा--'प्रभो ! बड़े आश्चर्यकी बात है कि आज इन्द्र 
एक जौने ब्राह्मणके साथ अकेले ही आपकी पुरीमें आ 
रहे हैं। इस समय हमारे लिये जो कर्तव्य हो, उसे शीघ्र 
ब्रताइये।' उनकी बात सुनकर बाष्कलिने कहा-- 
“दानवो ! इस नगरमें देबराजको आदरके साथ ले आना 
चाहिये। वे आज हमारे पूजनीय अतिथि हैं।' 

पुलस्त्यजी कहते हैं--दानवराज बाष्कलि 
दानवॉसे ऐसा कहकर फिर स्वयं इन्द्रसे मिलनेके लिये 
अकेला ही राजमहरूसे बाहर निकल पड़ा और अपने 
शोभा-सम्पन्न नगरकी सातवीं ड्योढ़ीपर जा पहुँचा । 
इतनेमें ही उधरसे भगवान्‌ वामन और इन्द्र भी आ 
पहुँचे । दानवराजने बड़े प्रेमसे उनकी ओर देखा और 
प्रणाम करके अपनेको कृतार्थ माना । बह हर्षमें भरकर 
सोचने लगा--'मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है, 
क्योंकि आज मैं त्रिभुवनकी राजलक्ष्मीसे सम्पन्न होकर 
इन्द्रको याचकके रूपमें अपने घरपर आया देखता हूँ । 


अपनी स्त्री, पुत्र, महर तथा अपने प्राण भी दे डालूँगा; 
फिर त्रिलोकीके राज्यकी तो बात ही क्या है।' यह 
सोचकर उसने सामने आ इन्द्रको अङ्कमे भरकर बड़े 
आदरके साथ गले लगाया और अपने राजभलनके 
भीतर ले जाकर अर्घ्य तथा आचमनीय आदिसे उन 
दोनोंका यलपूर्वक पूजन किया। इसके बाद बाष्कलि 
बोला--'इन्द्र ! आज मैं आपको अपने घरपर स्वयं 
आया देखता हूँ; इससे मेरा जन्म सफल हो गया, मेरे 
सभी मनोरथ पूर्ण हो गये। प्रभो ! मेरे पास आपका 
किस प्रयोजनसे आगमन हुआ? मुझे सारी बात 
बताइये । आपने यहाँतक आनेका कष्ट उठाया, इसे मैं 
बड़े आश्चर्यकी बात समझता हूँ।' 

इन्द्रने कहा--बाष्कले! मैं जानता हूँ, 
दानव-वंशके श्रेष्ठ पुरुषोमें तुम सबसे प्रधान हो । तुम्हारे 
पास मेरा आना कोई आश्चर्यकी बात नहीं है । तुम्हारे 
घरपर आये हुए याचक कभी विमुख नहीं लौटते । तुम 
'याचर्कोके लिये कल्पवृक्ष हो। तुम्हारे समान दाता कोई 
नहीं है। तुम प्रभामें सूर्यके समान हो। गम्भीरतामें 
सागरकी समानता करते हो। क्षमाशीलताके कारण 
तुम्हारी पृथ्वीके साथ तुलना की जाती है। ये 
ज्राहमणदेवता वामन कश्यपजीके उत्तम कुलमें उत्पन्न हैं। 
इन्होंने मुझसे तीन पग भूमिके लिये याचना की है; किन्तु 
बाष्कले ! मेरा त्रिभुवनका राज्य तो तुमने पराक्रम करके 
छीन लिया है। अब मैं निराधार और निर्धन हूँ। इन्हें 
देनेके लिये मेरै पास कोई भूमि नहीं है। इसलिये तुमसे 
याचना करता हूँ। याचक मैं नहीं, ये हैं । दानवेन्द्र ! यदि 
तुम्हें अभीष्ट हो तो इन बामनजीको तीन पग भूमि दे दो । 

खाष्कलिने कहा--देवेन्द्र ! आप भले पधारे, 
आपका कल्याण हो। जरा अपनी ओर तो देखिये; आप 
ही सबके परम आश्रय हैं । पितामह ब्रह्माजी त्रिभुननकी 
रक्षाका भार आपके ऊपर डालकर सुखसे बैठे हैं और 
घ्यान-धारणासे युक्त हो परमपदका चिन्तन करते हैं। 
भगवान्‌ श्रीविष्णु भी अनेकों संग्रामोंसे थककर जगतकी 
चिन्ता छोड़ आपके ही भरोसे क्षीर-सागरका आश्रय ले 
सुखकी नींद सो रहे हैं। उमानाथ भगवान्‌ झाङ्कर भी 


आपको ही सारा भार सौंपकर कैलास पर्वतपर निहार 
करते हैं। मुझसे भिन्न बहुत-से दानवोंको, जो बलवानोंसे 
भी बलवान्‌ थे, आपने अकेले ही मार गिराया। बारह 
आदित्य, ग्यारह रुद्र, दोनों अश्विनीकुमार, आठ वसु तथा 
सनातन देवता धर्म--ये सब लोग आपके ही बाहुबलका 
आश्रय ले स्वर्गलोकमें यज्ञका भाग ग्रहण करते हैं। 
आपने उत्तम दक्षिणाओंसे सम्पन्न सौ यज्ञोद्वारा 
भगबानूका यजन किया है। वृत्र और नमुचि--आपके 
ही हाथसे मारे गये हैं। आपने ही पाक नामक दैत्यका 
दमन किया है। सर्वसमर्थ भगवान्‌ विष्णुने आपकी ही 
आशासे दैत्यराज हिरण्यकशिपुको अपनी जाँधपर 
बिठाकर मार डाला था। आप ऐरावतके मस्तकपर 
बैठकर वज्र हाथमें लिये जब संग्राम-भूमिमें आते हैं, उस 
समय आपको देखते ही सब दानव भाग जाते हैं। 
पूर्वकालमें आपने बड़े-बड़े बलिष्ठ दानवोंपर विजय पायी 
है। देवराज ! आप ऐसे प्रभावशाली हैं। आपके सामने 
मेरी क्या गिनती हो सकती है । आपने मेरा उद्धार करनेकी 
इच्छासे ही यहाँ पदार्पण किया है । निस्सन्देह मैं आपकी 
आशाका पालन करूँगा। मैं निश्चयपूर्वक कहता हूँ, 
आपके लिये अपने प्राण भी दे दूँगा। देवेश्वर ! आपने 
मुझसे इतनी-सी भूमिकी बात क्यों कही ? यह स्त्री, पुत्र, 
गौएँ तथा और जो कुछ भी धन मेरे पास है, बह सब एवं 
त्रिलोकीका सारा राज्य इन ब्राह्मणदेबताको दे दीजिये । 
आप ऐसा करके मुझपर तथा मेरे पूर्वजोंपर कृपा करेंगे, 
इसमें तनिक भी संशय नहीँ है। क्योंकि भावी प्रजा 
कहेगी- 'पूर्वकालमें राजा बाष्कलिने अपने घरपर 
आये हुए इन्द्रको त्रिलोकीका राज्य दे दिया था ।' [आप 
ही क्यों,] दूसरा भी कोई याचक यदि मेरे पास आये तो 
बह सदा ही मुझे अत्यन्त प्रिय होगा । आप तो उन सबमें 
मेरे लिये बिशेष आदरणीय हैं; अतः आपको कुछ भी 
देनेमें मुझे कोई विचार नहीं करना है। परन्तु देवराज ! 
मुझे इस नातसे बड़ी लज्जा हो रही है कि इन 
ज्राह्मणदेवताके विशेष प्रार्थना करनेपर आप मुझसे तीन 
ही पग भूमि माँग रहे हैं । मैं इन्हें अच्छे-अच्छे गाँव दूँगा 
और आपको स्वर्गका राज्य अर्पण कर दूँगा । वामनजीको 


स्त्री और भूमि दोनों दान करूँगा। आप मुझपर कृपा 
करके यह सन स्वीकार करें। 

घुलस्त्यजी कहते हैं--राजन्‌! दानवराज 
बाष्कलिके ऐसा कहनेपर उसके पुरोहित शुक्राचार्यने 
उससे कहा--“महाराज ! तुम्हें उचित-अनुचितका 
बिलकुल ज्ञान नहीं है; किसको कब क्या देना चाहिये-- 
इस बातसे तुम अनभिज्ञ हो। अतः मन्त्रियॉके साथ 
भलीभाँति विचार करके युक्तायुक्तका निर्णय करनेके 
पश्चात्‌ तुम्हें कोई कार्य करना चाहिये । तुमने इन्द्रसहित 
देवताओंको जीतकर त्रिलोकीका राज्य प्राप्त किया है। 
आपने वचनको पूरा करते ही तुम बन्धनमें पड़ जाओगे । 
राजन्‌! ये जो वामन हैं, इन्हें साक्षात्‌ सनातन विष्णु ही 
समझो । इनके लिये तुम्हें कुछ नहीं देना चाहिये; क्योंकि 
इन्होंने ही तो पहले तुम्हारे वंशका उच्छेद कराया है और 
आगे भी करायेंगे । इन्होने मायासे दानवोंको परास्त किया 
है और मायासे ही इस समय बौने आ्राह्मणका रूप 
बनाकर तुम्हें दर्शन दिया है; अतः आब बहुत कहनेकी, 
आवश्यकता नहीं है। इन्हें कुछ न दो। [तीन पग तो 
बहुत है,] मक्खीके पैरके बराबर भी भूमि देना न 
स्वीकार करो। यदि मेरी बात नहीं मानोगे तो शीघ्र 
ही तुम्हारा नाश हो जायगा; यह मैं तुम्हें सच्ची बात 
कह रहा हँ! 

बाष्कर्लिने कहा--गुरुदेव ! मैने धर्मकी इच्छासे 
इन्हें सन कुछ देनेकी प्रतिज्ञा कर ली है। प्रतिज्ञाका 
पालन अवश्य करना चाहिये, यह सत्पुरुषोंका सनातन 
धर्म है । यदि ये भगवान्‌ विष्णु हैं और मुझसे दान लेकर 
देवताऑको समृद्धशाली बनाना चाहते हैं, तन तो मेरे 
समान धन्य दूसरा कोई नहीं होगा । ध्यान-परायण योगी 
निरन्तर ध्यान करते रहनेपर भी जिनका दर्शन जल्दी नहीं 
पाते, उन्होंने ही यदि मुझे दर्शन दिया है, तम तो इन 
देवेश्वरने मुझे और भी धन्य बना दिया । जो लेग हाथमें 
कुश और जल लेकर दान देते है, वे भी 'मेरे दानसे 
सनातन परमात्मा भगवान्‌ विष्णु प्रसन्न हों' इस वचनके 
'कहनेपर मोक्षके भागी होते हैं। इस कार्यको निश्चित 
रूपसे करनेके लिये मेरा जो दृढ़ संकल्प हुआ है, उसमें 


९६ 


* अर्चयस्व हवीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


Sessssmssneeesssssnermenesnnnenssneesseesseeeesansennhsssssneennenanesseeseesena५५५५५४५५५०००५४०७४५०५५५. 


आपका उपदेश ही कारण है । बचपनमें आपने एक बार 
उपदेश दिया था, जिसे मैने अच्छी तरह अपने इदयमें 
घारण कर लिया था। वह उपदेश इस प्रकार था--'शत्रु 
भी यदि घरपर आ जाय तो उसके लिये कोई वस्तु अदेय 
नहीं है--उसे कुछ भी देनेसे इनकार नहीं करना 
चाहिये ।'* गुरुदेव ! यही सोचकर मैंने इन्द्रके लिये 
सर्गका राज्य और बामनजीके लिये अपने प्राणतक दे 
डालनेका निश्चय कर लिया है । जिस दानके देनेमें कुछ भी 
कष्ट नहीं होता, ऐसा दान तो संसारमें सभी लोग देते हैं । 
यह सुनकर गुरुजीने ळज्जासे अपना मुँह नीचा कर 
लिया! तब बाष्कलिने इन्द्रसे कहा--'देव ! आपके 
माँगनेपर मैं सारी पृथ्वी दे सकता हूँ; यदि इन्हें तीन ही पग 
भूमि देनी पड़ी तो यह मेरे लिये लज्जाकी बात होगी ।' 
इन्द्रने कहा --दानबराज ! तुम्हारा कहना सत्य है, 
किन्तु इन ब्राह्मणदेवताने मुझसे तीन ही पग भूमिकी 
याचना की है। इनको इतनी ही भूमिकी आवश्यकता 
है। मैने भी इन्हीके लिये तुमसे याचना की है । अतः इन्हें 
यही वर प्रदान करो। 
खाष्कलिने कहा--देवराज ! आप बामनको मेरी 
ओरसे तीन पग भूमि दे दीजिये और आप भी 
चिरकालतक वहाँ सुखसे निवास कीजिये । 
पुलस्त्यजी कहते हैं-यह कहकर बाष्कलिने 
हाथमें जल ले “साक्षात्‌ श्रीहरि मुझपर प्रसन्न हॉ' ऐसा 
कहते हुए वामनजीको तीन पग भूमि दे दी । दानवराजके 
दान करते ही श्रीहरिने वामनरूप त्याग दिया और 
देवताका हित करनेकी इच्छासे सम्पूर्ण लोकोंको नाप 
लिया। ने यज्ञ-पर्नतपर पहुँचकर उत्तरकी ओर मुँह 
करके खडे हो गये। उस समय दानवलोक भगवानके 
बायें चरणके नीचे आ गया । तब जगदीश्वरने पहला पग 
सूर्यलोकमें रखा और दूसरा धुवलोकमें । फिर अद्भुत 
कर्म करनेवाले भगवानने तीसरे पगसे नरह्माण्डपर 
आघात किया। उनके अँगूठेके अग्रभागसे लगकर 
ब्रह्माण्ड-कटाह फूट गया, जिससे बहुत-सा जल बाहर 


निकला । उसे ही भगवान्‌ श्रीविष्णुके चरणोंसे प्रकर 


होनेवाळी वैष्णवी नदी गङ्गा कहते हैं। गङ्गाजी अनेक 
कारणवश भगवान्‌ श्रीविष्णुके चरणोंसे प्रकट हुई हैं। 
उनके द्वारा चराचर प्राणियोंसहित समस्त त्रिलोकी व्याप्त 
है। तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ श्रीनामनने बाष्कलिसे कहा-- 
“मेरे तीन पग पूर्ण करो ।' बाष्कलिने कहा-- 'भगनन्‌ ! 
आपने पूर्वकालमें जितनी बड़ी पृथ्वी बनायी थी, उसमेंसे 
मैंने कुछ भी छिपाया नहीं है। पृथ्वी छोटी है और आप 
महान्‌ हैं। मुझमें सृष्टि उत्पन्न करनेकी शक्ति नहीं है। 
[जिससे कि दूसरी पृथ्वी बनाकर आपके तीन पग पूर्ण 
करूँ] । देव ! आप-जैसे प्रभुओंकी इच्छा-झक्ति ही 
मनोबाञ्छित कार्य करनेमें समर्थ होती है ।' 

सत्यवादी बाष्कलिको निरुत्तर जानकर भगवान्‌ 
श्रीविष्णु बोले--'दानवराज ! बोलो, मैं तुम्हारी 
कौन-सी इच्छा पूर्ण करूँ? तुम्हार दिया हुआ 
संकल्पका जल मेरे हाथमें आया है, इसलिये तुम वर 
पानेके योग्य हो । वरदानके उत्तम पात्र हो । तुम्हें जिस 
सस्तुकी इच्छा हो, मांगो; मैं उसे दूँगा ।' 


* झत्राबपि गृहायाते नास्त्यदेयं सु किंचन। (२५। १७१) 


सृष्टिखण्ड ] + सत्सङ्गके प्रभावसे पाँच प्रेतोंका उद्धार और पुष्कर तथा प्राची सरस्वतीका माहात्म्य « 


2+] 


2४५७७४७७७७ ७६७७७७७७७१ करक मेत ४ *“#:## 8 shes केकी, 


बाष्कलिने कहा--देवेश्वर ! मैं आपकी भक्ति दर्शन करके पापसे छुटकारा पा जाते हैं। भीष्म ! जो 
चाहता हूँ। मेरी मृत्यु भी आपके ही हाथसे हो, जिससे मनुष्य मौन होकर यज्ञ-पर्यतपर चढता है अथवा तीनों 
मुझे आपके परमधाम श्चेतद्ठदीपकी प्राप्ति हो, जो पुष्करोंकी यात्रा करता है, उसे अश्वमेध यज्ञका फल 


तपस्वियोंके लिये भी दुर्लभ है। 

पुलस्त्यजी कहते हैं--बाष्कलिके ऐसा कहनेपर 
भगवान्‌ श्रीविष्णुने कहा--'तुम एक कल्पतक ठहरे 
रहो । जिस समय वराहरूप धारण करके मै रसातलमें 
प्रवेश करूँगा, उसी समय तुम्हारा वध करूँगा; इससे 
तुम मेरै रूपमें लीन हो जाओगे ।' भगवानके ऐसे वचन 
सुनकर वह दानव उनके सामनेसे चला गया। भगवान्‌ 
भी उससे त्रिलोकीका राज्य छीनकर अन्तर्धान हो गये। 
बाष्कलि पाताछलोकका निवासी होकर सुखपूर्वक रहने 
लगा | बुद्धिमान्‌ इन्द्र तीनों लोकोंका पालन करने लगे । 
यह जगदुरु भगवान्‌ श्रीविष्णुके वामन-अवतारका वर्णन 
है, इसमें श्रीगङ्गाजीके प्रादुर्भावकी कथा भी आ गयी है। 
यह असङ्ग सब पापोंका नाश करनेवाला है। यह मैने 
श्रीविष्णुके तीनों पगोंका इतिहास बतलाया है, जिसे 
सुनकर मनुष्य इस संसारमें सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त हो जाता 
है । श्रीविष्णुके पगोंका दर्शन कर लेनेपर उसके दुःस्वप्न, 
दुश्चन्ता और घोर पाप शीघ्र नष्ट हो जाते हैं । पापी मनुष्य 
प्रत्येक युगमें यज्ञ-पर्वतपर स्थित श्रीविष्णुके चरणोंका 


मिळता है। वह सब पापॉसे मुक्त हो मृत्युके पश्चात्‌ 
श्रीविष्णुधाममें जाता है । 

भीष्मजी बोले--भगवन्‌! यह तो बड़े 
आश्चर्यकी बात है कि वामनजीके द्वारा दानवराज 
बाष्कलि बन्धनमें डाला गया । मैने तो श्रेष्ठ ब्राह्मणोके 
मुखसे ऐसी कथा सुन रखी है कि भगवानने वामनरूप 
धारण करके राजा बलिको बाँधा था और विरोचनकुमार 
बलि आजतक पाताल-लोकमें मौजूद हैं। अतः आप 
मुझसे बलिके बाँधे जानेकी कथाका वर्णन कीजिये। 

पुलस्त्यजी बोले--नृपश्रेष्ठ ! मैं तुम्हें सब बातें 
बताता हूँ, सुनो। पहली बारकी कथां तो तुम सुन ही 
चुके हो। दूसरी बार वर्तमान वैवस्वत मन्वन्तरमें भी 
भगवान्‌ श्रीविष्णुने त्रिलोकीको अपने चरणोंसे नापा था । 
उस समय उन देवाधिदेवने अकेले ही यज्ञमै जाकर राजा 
बलिको बाँधा और भूमिको नापा था। उस अनसरपर 
भगवानका पुनः वामन-अवतार हुआ तथा पुनः उन्होंने 
त्रिविक्रमरूप धारण किया था। वे पहले वामन होकर 
फिर अवामन (विराट्‌) हो गये। 


+ —— 


सत्सङ्गके भ्रभावसे पाँच प्रेतोंका उद्धार और पुष्कर तथा प्राची सरस्वतीका माहात्म्य 


भीष्मजीने पूछा- न्रहान्‌! किस कर्मके 
परिणामसे मनुष्य प्रेत-योनिमें जाता है तथा किस कर्मके 
द्वारा बह उससे छुटकारा पाता है--यह मुझे बतानेकी 
कृपा कीजिये । 

घुलस्त्यजी बोले--राजन्‌ ! मै तुम्हें ये सन बातें 
विस्तारसे नतलाता हूँ, सुनो; जिस कर्मसे जीव प्रेत होता 
है तथा जिस कर्मके द्वारा देवताओँके लिये भी दुस्तर घोर 
नरकमें पड़ा हुआ प्राणी भी उससे मुक्त हो जाता है, 
उसका वर्णन करता हूँ। प्रेत-योनिमें पड़े हुए मनुष्य 
सत्पुरुषोके साथ वार्तालाप तथा पुण्यतीर्थोका बारम्बार 
कीर्तन करनेसे उससे छुटकारा पा जाते हैं। भीष्म ! सुना 
जाता है--प्राचीन कालमें कठिन मियमोंका पालन 


करनेवाले एक ब्राह्मण थे, जो 'पृथु' नामसे सर्वत्र 
विख्यात थे । बे सदा सन्तुष्ट रहा करते थे। उन्हें योगका" 
ज्ञान था। वे प्रतिदिन स्वाध्याय, होम और जप-यज्ञमें 
स्लम रहकर समय व्यतीत करते थे । उन्हें परमात्माके 
तत्वका बोध था। वे झम (मनोनिग्रह), दम (इन्द्रिय- 
संयम) और क्षमासे युक्त रहते थे। उनका चित्त 
अहिंसाघर्ममें स्थित था। वे सदा अपने कर्तव्यका ज्ञान 
रखते थे। ब्रह्मचर्य, तपस्या, पितृकार्य (श्राद्ध-तर्पण) 
और वैदिक करमेमिं उनकी प्रवृत्ति थो। चे परलोकका 
भय मानते और सत्य-भाषणमें रत रहते थे । सबसे मीठे 
वचन बोलते और अतिथियॉके सत्कारमें मन लगाते थे । 
सुख-दुःखादि सम्पूर्ण इन्द्रोंका परित्याग करनेके लिये 


९८ 


* अर्चयस्व हषीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


५७७४५७७७७७ ७५ 89% 44५% ४५१ ४९ केक कक ७७७७७७७७७७ ५५ # ९९४९ ४ ९ ५५ ५ ५४ ॥ ९4 ५५ ५१५४ ५.४५५५४ ४५५०५४. 


सदा योगाभ्यासमें तत्पर रहते थे । अपने कर्तव्यके पालन 
और स्वाध्यायमें लगे रहना उनका नित्यका नियम था। 
इस प्रकार संसारको जीतनेकी इच्छासे चे सदा शुभ 
कर्मका अनुष्ठान किया करते थे । ब्राह्मणदेवताको वनमें 
निवास करते अनेकों जर्ष व्यतीत हो गये। एक बार 
उनका ऐसा विचार हुआ कि मैं तीर्थ-यात्रा करूँ, तीथेकि 
पावन जलसे अपने शरीरको पवित्र जनाऊँ। ऐसा 
सोचकर उन्होंने सूर्योदयके समय शुद्ध चित्तसे पुष्कर 
तीर्थमें स्नान किया और गायत्रीका जप तथा नमस्कार 
करके यात्राके लिये चल पड़े । जाते-जाते एक जंगलके 
बीच कण्टकाकीर्ण भूमिमें, जहाँ न पानी था न वृक्ष, 
उन्होंने अपने सामने पाँच पुरुषोंको खड़े देखा, जो बड़े 
ही भयङ्कर थे। उन विकट आकार तथा पापपूर्ण दृष्टि- 
खाले अत्यन्त घोर प्रेतॉको देखकर उनके हृदयमें कुछ 
भयका सञ्चार हो आया; फिर भी वे निश्चलभावसे खड़े 
रहे। यद्यपि उनका चित्त भयसे उद्िग्र हो रहा था, तथापि 
उन्होंने धैर्य धारण करके मधुर शब्दोमि पूछा-- 
“बिकराल मुखवाले प्राणियो ! तुमलोग कौन हो? 
किसके द्वारा कौन-सा ऐसा कर्म बन गया है, जिससे 
तुम्हें इस विकृत रूपकी प्राप्ति हुई है ?' 


प्रेतोने कहा--हम भूख और प्याससे पीड़ित हो 
सर्वदा महान्‌ दुःखसे घिरे रहते हैं । हमारा ज्ञान और विवेक 
नष्ट हो गया है, हम सभी अचेत हो रहे हैं । हमें इतना भी 
ज्ञान नहीं है कि कौन दिशा किस ओर है। दिशाओंके 
बीचकी आवान्तर दिशाओंको भी नहीं पहचानते। 
आकाश, पृथ्वी तथा स्वर्गका भी हमें ज्ञान महीं है । यह तो 
दुःखकी बात हुई । सुख इतना ही है कि सूर्योदय देखकर 
हमें प्रभात-सा प्रतीत हो रहा है। हममेंसे एकका नाम 
पर्युषित है, दूसरेका नाम सूचीमुख है, तीसरेका नाम 
शीघ्रग, चौथेका रोधक और पाँचवेंका लेखक है । 

ब्राह्मणने पूछा--तुम्हारे नाम कैसे पड़ गये? 
क्या कारण है, जिससे तुमलोगोंको ये नाम प्राप्त हुए हैं ? 

तरेतॉरमेसे एकने कहा--मैं सदा स्वादिष्ठ भोजन 
किया करता था और ग्राह्मणोंको पर्युषित (जासी) अन्न 
देता था; इसी हेतुको लेकर मेरा नाम पर्युषित पड़ा है। 
मेरे इस साथीने अन्न आदिके अभिलाषी बहुत-से 
ब्राह्मणॉंकी हिंसा की है, इसलिये इसका नाम सूचीमुख 
पड़ा है। यह तीसरा प्रेत भूखे ब्राह्मणके याचना करनेपर 
भी [उसे कुछ देनेके भयसे] शीघ्रतापूर्वक वहाँसे चला 
गया था; इसलिये इसका नाम शीघ्रग हो गया। यह 
चौथा प्रेत ब्राह्मणोंको देनेके भयसे उद्दिझ होकर सदा 
अपने घरपर ही स्वादिष्ठ भोजन किया करता था; 
इसलिये यह रोघक कहलाता है तथा हमलोगोंमें सबसे 
बड़ा पापी जो यह पाँचवाँ प्रेत है, यह याचना करनेपर 
चुपचाप खड़ा रहता था या धरती कुरेदने लगता था, 
इसलिये इसका नाम लेंखक पड़ गया। लेखक बड़ी 
कठिनाईसे चलता है। रोधकको सिर नीचा करके चलना 
पड़ता है। शीघ्रग पङ्गु हो गया है। सूची (हिंसा 
करनेवाले) का सूईके समान मुँह हो गया है तथा मुझ 
पर्युषितकी गर्दन म्बी और पेट बड़ा हो गया है। अपने 
पापके प्रभावसे मेरा अण्डकोष भी बढ़ गया है तथा दोनों 
ओठ भी लम्बे होनेके कारण लटक गये हैं। यही हमारे 
ग्रेतयोनिमै आनेका वृत्तान्त है, जो सब मैंने तुम्हें बता 
दिया। यदि तुम्हारी इच्छा हो तो कुछ और भी पूछो। 
पूछनेपर उस बातको भी बतायेंगे। 


ब्राह्मण बोले--इस पृथ्वीपर जितने भी जीन 
रहते हैं, उन सबकी स्थिति आहारपर ही निर्भर है। अतः 
मैं तुमलोगोंका भी आहार जानना चाहता हूँ। 
प्रेत बोले--विप्रवर ! हमारे आहारकी बात 
सुनिये। हमलोगोंका आहार सभी प्राणियोंके लिये 
निन्दित है । उसे सुनकर आप भी बारम्बार निन्दा करेंगे । 
बलगम, पेशाब, पाखाना और स्त्रीके शरीरका मैल 
इन्हींसे हमारा भोजन चलता है। जिन घरोंमें पवित्रता 
नहीं है, वहीं प्रेत भोजन करते हैं। जो घर खियोके द्वारा 
दग्ध और छिन्न-भिन्न हैं, जिनके सामान इघर-उघर 
बिखरे पडे रहते हैं तथा मल-मूत्रके द्वारा जो घृणित 
अवस्थाको पहुँच चुके हैं, उन्हीं घरोंमें प्रेत भोजन करते 
हैं। जिन घरोंमें मानसिक लज्जाका अभाव है, पतितोंका 
निवास है तथा जहाँके निवासी लूट-पाटका काम करते 
हैं, वहीँ प्रेत भोजन करते हैं। जहाँ बलिवैश्वदेव तथा 
बेद-मन्त्रोंका उच्चारण नहीं होता, होम और ब्रत नहीं 
होते, वहाँ प्रेत भोजन करते हैं। जहाँ गुरुजनोंका आदर 
नहीं होता, जिन घरोंमें स्त्ियोंका प्रभुत्व है, जहाँ क्रोध 
और लोभने अधिकार जमा लिया है, वहीं प्रेत भोजन 
करते हैं। तात ! मुझे अपने भोजनका परिचय देते लज्जा 
हो रही है, अतः इससे अधिक मैं कुछ नहीं कह 
सकता । तपोधन ! तुम नियसोंका दृढ़तापूर्वक पालन 
करनेवाले हो, इसलिये प्रेतयोनिसे दुःखी होकर हम 
तुमसे पूछ रहे हैं। बताओ, कौन-सा कर्म करनेसे जीव 
ग्रेतयोनिमें नहीं पड़ता ? 
्राह्मणने व्कहा--जो मनुष्य एक रात्रिका, तीन 
रात्रियोका तथा कृच्छू-चान्द्रायण आदि अन्य ब्रतोंका 
अनुष्ठान करता है, वह कभी प्रेतयोनिमें नहीं पड़ता । जो 
प्रतिदिन तीन, पाँच या एक अग्निका सेवन करता है तथा 
जिसके हदयमें सम्पूर्ण प्राणियोंके प्रति दया भरी हुई है, 
बह मनुष्य प्रेत नहीं होता । जो मान और अपमानमें, 
सुवर्ण और मिट्टीके ढेलेमें तथा शत्रु और मित्रमें समान 
भाव रखता है, वह प्रेत नहीं होता | देवता, अतिथि, गुरु 
तथा पितरोंकी पूजामें सदा प्रवृत्त रहनेवाला मनुष्य भी 
भ्रेतयोनिमें नहीं पड़ता। शुक पक्षमें मंगलबारके दिन 


चतुर्थी तिथि आनेपर उसमें जो श्रद्धापूर्वक श्राद्ध करता 
है, वह मनुष्य प्रेत नहीं होता। जिसने क्रोधको जीत 
लिया है, जिसमें डाहका सर्वथा अभाव है, जो तृष्णा 
और आसक्तिसे रहित, क्षमानान्‌ और दानशील है, वह 
अतयोनिमें नहीं जाता। जो गौ, ब्राह्मण, तीर्थ, पर्वत, 
नदी और देवताओंको प्रणाम करता है, वह मनुष्य प्रेत 
नहीं होता। 

प्रेत बोले--महामुने ! आपके मुखसे नाना 
अकारके धर्म सुननेको मिले; हम दुःखी जीव हैं, इसलिये 
पुनः पूछते हैं--जिस कर्मसे प्रेतयोनिमें जाना पड़ता है, 
वह हमें बताइये । 

ब्राह्मणने कहा--यदि कोई द्विज और विशेषतः 
ब्राह्मण झाट्टका अन्न खाकर उसे पेटमें लिये ही मर जाय 
तो वह प्रेत होता है। जो आश्रमधर्मका त्याग करके 
मदिरा पीता, परायी स्त्रीका सेवन करता तथा प्रतिदिन 
मॉस खाता है, उस मनुष्यको प्रेत होना पड़ता है! जो 
ब्राह्मण यज्ञके अनधिकारी पुरुषॉसे यज्ञ कराता, 
अधिकारी पुरुषोंका त्याग करता और शूद्रकी सेवामें रत 
रहता है, वह म्रेतयोनिमें जाता है । जो मित्रकी घरोहरको 
हड़प लेता, शुद्रका भोजन बनाता, विश्वासघात करता 
और कूटनीतिका आश्रय लेता है, वह निश्चय ही प्रेत 
होता है । त्रह्महत्यारा, गोघाती, चोर, शराबी, गुरुपलीके 
साथ सम्भोग करनेवाला तथा भूमि और कन्याका 
अपहरण करनेवाला निश्चय ही प्रेत होता है । जो पुरोहित 
नास्तिकतामें प्रवृत्त होकर अनेकों ऋत्विजॉके लिये मिली 
हुई दक्षिणाको अकेले ही हडप केता है, उसे निश्चय ही 
श्रेत होना पड़ता है। 

विप्रवर पृथु जब इस प्रकार उपदेश कर रहे थे, 
उसी समय आकारमें सहसा नगारे बजने लगे। हजारों 
देवताओंके हाथसे छोड़े हुए फूलॉकी वर्षा होने लगी । 
अतोके लिये चारों ओरसे विमान आ गये । आकाशवाणी 
हुई-- इन ब्राह्मणदेवताके साथ वार्तालाप और 
पुण्यकथाका कीर्तन करनेसे तुम सब प्रेतोंको दिव्यगति 
आप्त हुई है।' [इस प्रकार सस्सङ्गके प्रभावसे उन प्रेतॉंका 
उद्धर हो गया।] गङ्गानन्दन ! यदि तुम्हें कल्याण- 


१०० 


* अर्थयस्व हृषीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


22४४४३४३७७ ककक शतकी कक्कड »»५+४855+*&%# ४ +$#»४*5४35**»«४&23*&»*»»»*४$&*%$%65४»४»४»##59 84४8 /#०४ ४००७. 


साघनकी आवश्यकता है तो तुम आलस्य छोड़कर पूर्ण 
प्रयत्न करके सत्पुरुषोंके साथ वार्तालाप--सत्सङ्घ करो । 
यह पाँच प्रेतोंकी कथा सम्पूर्ण घर्मॉका तिलक है। जो 
मनुष्य इसका एक लाख पाठ करता है, उसके वंशमें 
कोई प्रेत नहीं होता। जो अत्यन्त श्रद्धा और भक्तिके 
साथ इस प्रसङ्गका बारम्बार श्रवण करता है, वह भी 
ग्रेतयोनिमें नहीं पड़ता । 

भीष्मजीने पूछा--ब्रह्मन्‌! पुष्करको स्थिति 
अन्तरिक्षमें क्योंकर बतलायी जाती है ? धर्मशील मुनि 
इस लोकमें उसे कैसे प्राप्त करते हैं और किस-किसने 
प्राप्त किया है ? 

पुलस्त्यजी बोले--राजन्‌ ! एक समयकी बात 
है--दक्षिणभारतके निवासी एक करोड़ ऋषि पुष्कर 
तीर्थमें स्नान करनेके लिये आये; किन्तु पुष्कर आकाडामें 
स्थित हो गया । यह जानकर वे समस्त मुनि प्राणायाममें 
तत्पर हो परब्रह्मका ध्यान करते हुए बारह वर्षोतक वहाँ 
खड़े रह गये। तब ब्रह्माजी, इन्द्र आदि सम्पूर्ण देवता 
तथा ऋषि-महर्षि आकाशमें अलक्षित होकर उन्हें 
(पुष्कर-प्राप्तिके लिये] अत्यन्त दुष्कर नियम बताते हुए 
बोले--'द्विजगण ! तुमलोग मन्त्रद्वारा पुष्करका 
आवाहन करो। “आपो हि ष्ठा मयो' इत्यादि तीन 
ऋचाओंका जप करनेसे यह तीर्थ तुम्हरे समीप आ 
जायगा और अघमर्षण-मन्त्रका जप करनेसे पूर्ण 
'फलदायक होगा।' उन ब्रह्मर्षियोंकी बात समाप्त होनेपर 
उन सब मुनियोंने वैसा ही किया। ऐसा करनेसे वे परम 
पावन बन गये-उन्हें पुष्कर-प्राप्तिका पूरा-पूण फल 
मिल गया! 

राजन्‌! जो कार्तिकी पूर्णिमाको पुष्करमें स्नान 
करता है, वह परम पवित्र हो जाता है। नह्याजीके सहित 
पुष्कर तीर्थ सबको पुण्य प्रदान करनेवाला है। वहाँ 
आनेवाले सभी वर्णेकि लोग अपने पुण्यकी वृद्धि करते 
हैं। वे मन्त्रज्ञानके बिना ही ब्राहणोंके तुल्य हो जाते हैं, 
इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है! यदि कार्तिककी 
पूर्णिमाको कृत्तिका नक्षत्र हो तो उसे ख्नान-दानके लिये 
अत्यन्त उत्तम समझना चाहिये। यदि उस दिन भरणी 


नक्षत्र हो तो भी वह तिथि मुनियोंद्वारा परम पुण्यदायिनी 
बतलायी गयी है और यदि उस तिथिको रोहिणी नक्षत्र 
हो तो वह महाकार्तिकी पूर्णिमा कहलाती है । उस दिनका 
खान देवताओंके लिये भी दुर्लभ है। यदि शनिवार, 
रविवार तथा बृहस्पतिवार- इन तीनों दिनॉमेंसे किसी 
दिन उपर्युक्त तीन नक्षत्रोमेसे कोई नक्षत्र हो तो उस दिन 
पुष्करमें स्नान करनेदालेको निश्चय ही आश्वमेक्ष यज्ञका 
पुण्य होता है । उस दिन किया हुआ दान और पितरोंका 
तर्षण अक्षय होता है । यदि सूर्य विशाखा नक्षत्रपर और 
चन्द्रमा कृत्तिका नक्षत्रपर हों तो पद्मक नामका योग होता 
है, यह पुष्करमें अत्यन्त दुर्लभ माना गया है। जो 
आकाइसे उतरे हुए ब्रह्माजीके इस शुभ तीर्थमें स्नान 
करते हैं, उन्हें महान्‌ अभ्युदयशाली लोकोंकी प्राप्ति होती 
है। महाराज ! उन्हें दूसरे किसी पुण्यके करने-न- 
करनेकी लालसा नहीं रहती । यहं मैंने सच्ची बात कही 
है। पुष्कर इस पृथ्वीपर सब तीथोमें श्रेष्ठ बताया गया 
है। संसारमें इससे बढ़कर पुण्यतीर्थ दूसरा कोई नहीं है। 
कार्तिककी पूर्णिमाको यह विशेष पुण्यदायक होता है। 
वहाँ उदुम्बर वनसे सरस्वतीका आगमन हुआ है और 
उसीके जलसे मुनिजन-सेवित पुष्कर तीर्थ भरा हुआ है। 
सरस्वती ब्रह्माजीकी पुत्री है। बह पुण्यसलिला एवं 
पुण्यदायिनी नदी है। बंझस्तम्बसे विस्तृत आकार धारण 
करके वह उत्तरकी ओर प्रवाहित हुई है । इस रूपमें कुछ 
दूर जाकर वह फिर पश्चिमकी ओर बहने लगती है और 
वहाँसे 'प्राणियोपर दया करनेके लिये अदृश्यभावका 
परित्याग करके स्वच्छ जलकी धारा बहाती हुई प्रकट 
रूपमें स्थित होती है । कनका, सुप्रभा, नन्दा, प्राची और 
सरस्वती--ये पाँच स्त्रोत पुष्करमें विद्यमान हैं। इसलिये 
अहाजीने सरस्वतीको पञ्चसोता कहा है। उसके तटपर 
अत्यन्त सुन्दर तीर्थ और मन्दिर हैं, जो सब ओरसे सिद्धों 
और मुनियोद्वारा सेवित हैं। उन सब तीर्थॉमें सरस्वती ही 
घर्मकी हेतु है। वहाँ स्नान करने,जल पीने तथा सुवर्ण 
आदि दान करनेसे महानदी सरस्वती अक्षय फल उत्पन्न 
करती है। 

मुनीश्वरगण अन्न और वख्रका दान श्रेष्ठ बतलाते - 


सृष्टिखण्ड ] 


» सत्सङ्गके प्रभावसे पाँच प्रेतोंका उद्धार और पुष्कर तथा प्राची सरस्वतीका माहात्य » 


449%०५७५५७००४५४७७५०४७७०७»०४००५४७७५७ ५ ४४०७७» »#७»$»»७४2*«५०५५५०३४४#&*४४४5%»#5# 225 ######“## see. 


१०३ 


हैं; जो मनुष्य सरस्वती-तटबर्ती तीर्थोमें उक्त वस्तुओंका 
दान करते हैं, उनका दान धर्मका साधक और अत्यन्त 
उत्तम माना गया है। जो स्त्री या पुरुष संयमसे रहकर 
प्रयत्नपूर्वक उन तीर्थोमें उपवास करते हैं, वे न्रह्मलोकमें 
जाकर थथेष्ट आनन्दका अनुभव करते हँ । जो स्थावर या 
जङ्गम प्राणी प्रारब्ध कर्मका क्षय हो जानेपर सरस्वतीके 
तटपर मृत्युको प्राप्त होते हैं, वे सब हठात्‌ यज्ञके सम्पूर्ण 
श्रेष्ठ फल प्राप्त करते हैं। जिनका चित्त जन्म और मृत्यु 
आदिके दुःखसे पीड़ित है, उन मनुष्योंके लिये सरस्वती 
नदी धर्मको उत्पन्न करनेबाली अरणीके समान है । अतः 
मनुष्योंको प्रयत्नपूर्वक उत्तम फल प्रदान करनेवाली 
महानदी सरस्वतीका सब प्रकारसे सेवन करना चाहिये। 
जो सरस्वतीके पवित्र जलका नित्य पान करते हैं, वे 
मनुष्य नहीं, इस पृथ्वीपर रहनेवाले देवता है । द्विजलोग 
यज्ञ, दान एवं तपस्यासे जिस फलको प्राप्त करते हैं, बह 
यहाँ स्रान करनेमात्रसे शूद्रोंकी भी सुलभ हो जाता है। 
महापातकी मनुष्य भी पुष्कर तीर्थके दर्शनमात्रसे 
पापरहित हो जाते हैं और शरीर छूटनेपर स्वर्गको जाते 
हैं। पुष्करमें उपवास करनेसे पौण्डरीक यज्ञका फल 
मिलता है। जो वहाँ अपनी शक्तिके अनुसार प्रतिमास 
भक्तिपूर्वक त्राह्मणको तिलका दान करता है, वह 
बैकुण्ठधामको प्राप्त होता है। जो मनुष्य वहाँ शुद्ध 
वृत्तिसे रहकर तीन राततक उपवास करते हैं और 
ब्राह्मणोंको धन देते हैं, वे मरनेके पश्चात्‌ ब्रह्माका रूप 
धारण कर विमानपर आरूढ़ हो ब्रह्माजीके साथ सायुज्य 
मोक्षको भ्राप्त होते हैं। 
पुष्करमें गङ्गोद्धेद तीर्थ है, जहाँ नदियोंमें श्रेष्ठ 
गङ्गाजी सरस्वतीको देखनेके लिये आयी थीं। उस समय 
बहाँ आकर गङ्गाजीने कहा--'सखी ! तुम बड़ी 
सौभाग्यशालिनी हो । तुमने देवताओंका चह दुष्कर कार्य 
किया है, जिसे दूसरा कोई कभी नहीं कर सकता था। 
महाभागे ! इसीलिये देवता भी तुम्हारा दर्शन करने 
आये हैं। तुम मन, वाणी, शरीर और क्रियाद्वारा इनका 
सत्कार करो ।' 


घुलस्त्यजी कहते हैं-गङ्गाजीके ऐसा कहनेपर 


अहाकुमारी सरस्वती उन सुरेश्वरॉंकी पूजा करके फिर 
अपनी सखियॉसे मिली । ज्येष्ठ और मध्यम पुष्करके 
बीच उनका विश्वविख्यात समागम हुआ था। वहाँ 
सरस्वतीका मुख पश्चिम दिशाकी ओर और गङ्गाका 
उत्तरकी ओर है। तदनन्तर, पुष्करमें आये हुए समस्त 
देवता सरस्वतीके दुष्कर कर्मका महत्त्व समझकर उसकी 
स्तुति करने लगे। 

देवता बोले--देवि ! तुम्हीं घृति, तुम्हीं मति, 
तुम्हीं लक्ष्मी, तुम्हीं विद्या और तुम्हीं परगति हो । श्रद्धा, 
परानिष्ठा, बुद्धि, मेधा, धृति और क्षमा भी तुम्हीं हो । 
तुम्हीं सिद्धि हो, तुम्हीं स्वाहा और स्वधा हो तथा तुम्ही 
परम पवित्र मत (सिद्धान्त) हो। सन्ध्या, रात्रि, प्रभा, 
भूति, मेघा, श्रद्धा, सरस्वती, यज्ञनिद्या, महाविद्या, 
गुह्यविद्या, सुन्दर आन्वीक्षिकी (तर्कविद्या), त्रयीविद्या 
(वेदत्रयी) और दण्डनीति-ये सब तुम्हारे ही नाम हैं। 
समुद्रको जानेवाली श्रेष्ठ नदी ! तुम्हें नमस्कार है! 
पुण्यसलिला सरस्वती ! तुम्हें नमस्कार है। पापॉसे 
छुटकारा दिलानेनाली देवी ! तुम्हें नमस्कार है। 
चराङ्गने ! तुम्हें नमस्कार है। 

देवताओनि जन इस भ्रकार उस दिव्य देवीका 
स्तवन किया, तन वह पूर्वाभिमुख होकर स्थित हुई। 
ब्रह्माजीके कथनानुसार वही प्राची सरस्वती है । सम्पूर्ण 
देवताऑसे युक्त होनेके कारण देवी सरस्वती सब ती्थोमें 
प्रधान हैं। वहाँ सुधावट नामका एक पितामह-सम्बन्धी 
तीर्थ है, जिसके दर्झनमात्रसे महापातकी पुरुष भी शुद्ध 
हो जाते हैं और ब्रह्माजीके समीप रहकर दिव्य भोग 
भोगते हैं। जो नरश्रेष्ठ वहाँ उपवास करते हैं, बे मृत्युके 
पश्चात्‌ हंसयुक्त विमानपर आरूढ़ हो निर्भयतापूर्वक 
शिवलोकको जाते हैं। जो लोग वहाँ शुद्ध अन्तःकरण- 
बारे ब्रह्मज्ञानी महात्माओंको थोड़ा भी दान करते हैं, 
उनका वह दान.उन्हें सौ जन्मोंतक फल देता रहता है। 
जो मनुष्य वहाँ टूटे-फूटे तीथोंका जीर्णोद्धार करते हैं, वे 
ब्रद्मलेकमें जाकर सुख्री एवं आनन्दित होते हैं। जो 
मनुष्य वहाँ ब्रह्माजीकी भक्तिके परायण हो पूजा, जप 
और होम करते हैं, उन्हें बह सब कुछ अनन्त पुण्यफल 


१०२ 


* अर्चयस्व हषीके्श यदीच्छसि परं पदम्‌ « 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


2004४4७७७७ ४३७७७ ७७७७७३ ७३७१७७ $$ $$ केक केक ५७७३७७७७७७ ७७७५०७७५७७ ७७७७७७७७७० टक 


प्रदान करता है । उस तोर्थमें दीप-दान करनेसे ज्ञान- 
नेत्रकी प्राप्ति होती है, मनुष्य अतीन्द्रिय पदमें स्थित होता 
है और धूप-दानसे उसे ब्रह्मधाम प्राप्त होता है। अधिक 
क्या कहा जाय, प्राची सरस्वती और गङ्गाके सद्भममें जो 
कुछ दिया जाता है, बह जीते-जी तथा मरनेके बाद भी 
अक्षयफल प्रदान करनेवाला होता है। वहाँ स्नान, जप 
और होम करनेसे अनन्त फलकी सिद्धि होती है। 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने भी उस तीर्थमें आकर 
मार्कण्डेयजीके कथनानुसार अपने पिता दशरथजीके 
लिये पिण्ड-दान और श्राद्ध किया था । वहाँ एक चौकोर 
बावली है, जहाँ पिण्डदान करनेवाले मनुष्य हंसयुक्त 
विमानसे स्वर्गको जाते हैं। यज्ञवेत्ताओंमें श्रेष्ठ ब्रह्माजीने 
उस तीर्थके ऊपर उत्तम दक्षिणाओंसे युक्त पितृमेध यज्ञ 
(श्राद्ध) किया था। उसमें उन्होंने वसुऑको पितर, 
रुद्रॉको पितामह और आदित्योंको पितामह नियत किया 
था। फिर उन तीनोंको बुलाकर कहा---'आपलोग सदा 
यहाँ विराजमान रहकर पिण्डदान आदि अहण किया 
करें।' वहाँ जो पितृकार्य किया जाता है, उसका अक्षय 
फल होता है। पितर और पितामह सन्तुष्ट होकर उन्हें 
“उत्तम जीविकाकी प्राप्तिके लिये आशीर्वाद देते हैं । वहाँ 
तर्षण करनेसे पितरोंकी तृप्ति होती है और पिण्डदान 
करनेसे उन्हें स्वर्ग मिलता है। इसलिये सब कुछ 
छोड़कर प्राची सरस्वती तीर्थमें तुम पिण्डदान करो। 


प्रत्येक पुत्रको उचित है कि वह वहाँ जाकर अपने समस्त 
पितरोंको यलपूर्वक तृप्त करे। वहाँ प्राचीनेश्वर भगवानका 
स्थान है। उसके सामने आदितीर्थ प्रतिष्ठित है, जो 
दर्शनमात्रसे मोक्ष प्रदान करनेवाला है। वहाँके जलका 
स्पर्श करके मनुष्य जन्म-मृत्युके बन्धनसे छुटकारा पा 
जाता है। उसमें स्नान करनेसे वह ब्रह्माजीका अनुचर 
होता है। जो मनुष्य आदितीर्थमें सज्ञान करके एकाम्रता- 
पूर्वक थोडेसे अन्नका भी दान करता है, नह स्वर्ग- 
लोकको प्राप्त होता है। जो विद्वान्‌ वहाँ स्नान करके 
ब्रह्माजीके भक्तोको सुवर्ण और खिचड़ी दान करता है, 
वह स्वर्गलोकमें सुखी एबं आनन्दित होता है। जहाँ 
आची सरस्वती विद्यमान हैं, वहाँ मनुष्य दूसरे साधनकी 
खोज क्‍यों करते हैं। प्राची सरस्वतीमें स्नान करनेसे जिस 
'फलकी प्राप्ति होती है, उसीके लिये तो जप-तप आदि 
साधन किये जाते हैं। जो भगवती प्राची सरस्वतीका 
पवित्र जल पीते हैं, उन्हें मनुष्य नहीं, देवता समझना 
चाहिये--यह मार्कण्डेय मुनिका कथन है । सरस्वती 
नदीके तटपर पहुँचकर स्नान करनेका कोई नियम नहीं 
है। भोजनके बाद अथवा भोजनके पहले, दिनमें अथवा 
रात्रिमें भी स्नान किया जा सकता है । वह तीर्थ अन्य सब 
तीर्थोकी अपेक्षा प्राचीन और श्रेष्ठ माना गया है । वह 
आणियोके पापोंका नाशक और पुण्यजनक बतलाया 
गया है। 


— = 


मार्कण्डेयजीके दीर्घायु होनेकी कथा और श्रीरामचन्द्रजीका लक्ष्मण और सीताके साथ 
पुष्करमें जाकर पिताका श्राद्ध करना तथा अजगन्ध शिवकी स्तुति करके लौटना 


भीष्मजीने पूछा--मुने ! मार्कण्डेयजीने वहाँ 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीको किस प्रकार उपदेश दिया तथा 
किस समय और कैसे उनका समागम हुआ? 
मार्कण्डेयजी किसके पुत्र हैं, ठे कैसे महान्‌ तपस्वी हुए 
तथा उनके इस नामका क्या रहस्य है ? महामुने ! इन 
सब बातॉका यथार्थ रूपसे वर्णन कीजिये । 

पुलस्त्यजीने कहा- राजन्‌! मैं तुम्हें 
मार्कण्डेयजीके जन्मकी उत्तम कथा सुनाता हूँ। प्राचीन 
कल्पकी बात है; मृकण्डु नामसे विख्यात एक मुनि थे, 


जो महर्षि भूगुके पुत्र थे चे महाभाग मुनि अपनी पत्रीके 
साथ बनमें रहकर तपस्या करते थे। वनमें रहते समय 
ही उनके एक पुत्र हुआ । धीरे-धीरे उसकी अवस्था पाँच 
वर्षकी हुई। वह बालक होनेपर भी गुणोंमें बहुत 
बढ़ा-चढ़ा था। एक दिन जब जह बालक आँगनमें घूम 
रहा था, किसी सिद्ध ज्ञानीने उसकी ओर देखा और बहुत 
देरतक ठहरकर उसके जीवनके विषयमे विचार किया । 
बालकके पिताने पूछा--'मेरे पुत्रकी कितनी आयु है ?' 
सिद्ध बोला--'मुमीश्वर ! विघाताने तुम्हारे पुत्रकी जो 


सृष्टिखण्ड ] 


» मार्कण्डेयजीके दीर्घायु होनेकी कथा और श्रीरामका पुष्करमें पिताका श्राद्ध करना « 


१०३ 


+3&%९७५५७४७४७७४७७७७»०७ ७» ५४ ०»७ ४४५००» ५ ४»४५४५४&# 89% ##+&*% ४०835» » ७४७७ ४: ५2७४७७७७७७ कक कडकड 5 & #* 8४. 


आयु निश्चित की है, उसमें अब केवल छः महीने और 
शेष रह गये हैं। मैंने यह सच्ची बात बतायी है; इसके 
लिये आपको शोक नहीं करना चाहिये।' 

भीष्म ! उस सिद्ध ज्ञानीकी बात सुनकर बालकके 
पिताने उसका उपनयन-संस्कार कर दिया और 
कहा--बेटा ! तुम जिस-किसी मुनिको देखो, प्रणाम 
करो ।' पिताके ऐसा कहनेपर वह बालक अत्यन्त हर्षमें 
भरकर सबको प्रणाम करने लगा । धीरे-धीरे पाँच महीने, 
पचीस दिन और बीत गये । तदनन्तर निर्मल स्वभाववाले 
सप्तर्षिगण उस मार्गसे पधारे । बालकने उन्हें देखकर उन 
सबको प्रणाम किया। सप्तर्षियोने उस बालकको 
“आयुष्मान्‌ भ, सौम्य !' कहकर दीर्घायु होनेका 
आशीर्वाद दिया । इतना कहनेके बाद जब उन्होंने उसकी 
आयुपर विचार किया, तब पाँच ही दिनकी आयु शेष 


जानकर उन्हें बड़ा भय हुआ । वे उस बालकको लेकर 
ब्रह्माजीके पास गये और उसे उनके सामने रखकर 
उन्होंने ब्रह्माजीको प्रणाम किया । बालकने भी ब्रह्माजीके 
चरणोंमें मस्तक झुकाया । तब ्रह्माजीने ऋषियोंके समीप 
ही उसे चिरायु होनेका आशीर्वाद दिया। पितामहका 
वचन सुनकर ऋषियोंको बड़ी प्रसन्नता हुई । तत्पश्चात्‌ 


ब्रह्माजीने उनसे पूछा--'तुमलोग किस कामसे यहाँ 
आये हो तथा यह बालक कौन है ? बताओ ।' ऋषियॉने 
कहा--'यह बालक मृकण्डुका पुत्र है, इसकी आयु क्षीण 
हो चुकी है। इसका सबको प्रणाम करनेका स्वभाव हो 
गया है। एक दिन दैवात्‌ तीर्थयात्राके प्रसङ्गसे हमलोग 
उधर जा निकले । यह पृथ्वीपर घूम रहा था । हमने इसकी 
ओर देखा और इसने हम सब लोर्गोको प्रणाम किया । 
उस समय हमलोगेकि मुखसे बालकके प्रति यह वाक्य 
निकल गया--'चिरायुर्भव, पुत्र ! (बेटा ! चिरजीवी 
होओ।)' [आपने भी ऐसा ही कहा है ।] अतः देन ! 
आपके साथ हमलोग झूठे क्यों बनें ?' 

ब्रह्माजीने कहा --ऋषियो ! यह बालक मार्कण्डेय 
आयुमें मेरे समान होगा । यह कल्पके आदि और अन्तमें 
भी श्रेष्ठ मुनियोंसे घिरा हुआ सदा जीवित रहेगा । 

पुलस्त्यजी कहते हैँ-इस प्रकार सपर्षियेनि 
ब्रह्माजीसे वरदान दिलवाकर उस बालकको पुनः पृथ्वी- 
'तलपर भेज दिया और स्वयं तीर्थयात्राके लिये चले गये । 
उनके चले जानेपर मार्कण्डेय अपने घर आये और 
पितासे इस प्रकार बोले---“तात ! मुझे ब्रह्मवादी 
मुनिलोग ब्रह्मलोकमें ले गये थे। वहाँ ब्रह्माजीने मुझे 
दीर्घायु नना दिया । इसके बाद ऋषियोंने बहुत-से वरदान 
देकर मुझे यहाँ भेज दिया। अतः आपके लिये जो 
चिन्ताका कारण था, बह अन दूर हो गया ! मैं लोककर्ता 
ब्रह्माजीकी कृपासे कल्पके आदि और अन्तमें तथा आगे 
आनेवाले कल्पमें भी जीवित रहूँगा । इस पृथ्वीपर पुष्कर 
तीर्थ ब्रह्मलोकके समान है; अतः अन मैं वहीं जाऊँगा ।' 

मार्कण्डेयजीके वचन सुनकर मुनिश्रेष्ठ मृकण्डुको 
बड़ा हर्ष हुआ। वे एक क्षणतक चुपचाप आनन्दकी 
साँस लेते रहे । इसके बाद मनके द्वारा धैर्य घारण कर 
इस प्रकार बोले--'बेटा ! आज मेरा जन्म सफल हो 
गया तथा आज ही मेर जीवन धन्य हुआ है; क्योंकि 
तुम्हें सम्पूर्ण जगतकी सृष्टि करनेवालै भगवान्‌ 
ब्रह्माजीका दर्शन प्राप्त हुआ। तुम-जैसे वेशधर पुत्रको 
पाकर वास्तवमें मैं पुत्रवान्‌ हुआ हूँ। वत्स ! जाओ, 
पुष्करमें विराजमान देवेश्वर ज्ह्माजीका दर्शन करो। 


१०४ 


» अर्चयस्व हृषीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ ० 


[ संक्षिप्त परापुराण 


2227722:28229229922209-3542200:0292:442204002850:00290-99002:9644442-49-94:32:0:22६३:५:१०९७१९०२००००३-७७३-७७-७०-९५७७१०७७३०७:७-७-५७०७०००९०१५७. 


उन जगदीश्वरका दर्शन कर लेनेपर मनुष्योंको बुढ़ापा 
और मृत्युका द्वार नहीं देखना पड़ता । उन्हें सभी प्रकारके 
सुख प्राप्त होते हैं तथा उनका तप और ऐश्वर्य भी अक्षय 
हो जाते हैं। तात ! जिस कार्यको मैं भी न कर सका, 
मेरे किसी कर्मसे जिसकी सिद्धि न हो सकी, उसे तुमने 
बिना यलके ही सिद्ध कर लिया। सबके प्राण लेनेबाली 
- मृत्युको भी जीत लिया। अतः दूसरा कोई मनुष्य इस 
पृथ्वीपर तुम्हारी समानता नहीं कर सकता । पाँच वर्षकी 
अवस्थामें ही तुमने मुझे पूर्ण सन्तुष्ट कर दिया; अतः मेरे 
वरदानके प्रभावसे तुम चिरजीवी महात्माओंके आदर्श 
माने जाओगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मेरा तो 
ऐसा आशीर्वाद है ही, तुम्हारे लिये और सब लोग भी 
'यही कहते हैं कि “तुम अपनी इच्छाके अनुसार उत्तम 
लोकोंमें जाओगे!” 
पुलस्त्यजी कहते हैं--इस प्रकार ऋषियों और 
गुरुजनोंका अनुग्रह प्राप्त करके मृकण्डुनन्दन 
मार्कष्डेयजीने पुष्कर तीर्थमें जाकर एक आश्रम स्थापित 
किया, जो मार्कण्डेय-आश्रमके नामसे प्रसिद्ध है ! वहाँ 
स्त्रान करके पवित्र हो मनुष्य वाजपेय यज्ञका फल प्राप्त 
करता है। उसका अन्तःकरण सब पापॉसे मुक्त हो जाता 
है तथा उसे दीर्घ आयु प्राप्त होती है। अब मैं दूसरे 
प्राचीन इतिहासका वर्णन करता हूँ। श्रीरामचन्द्रजीने 
जिस प्रकार पुष्कर तीर्थका निर्माण किया, वह प्रसङ्ग 
आरम्भ करता हूँ। पूर्वकालमें श्रीरमचन्द्रजी जब सीता 
और लक्ष्मणके साथ चित्रकूटसे चलकर महर्षि अत्रिके 
आश्रमपर पहुँचे, तब वहाँ उन्होने मुनिश्रेष्ठ अत्रिसे 
पूछा--“महामुने ! इस पृथ्वीपर कौन-कौन-से पुण्यमय 
तीर्थ अथवा कौन-सा ऐसा क्षेत्र है, जहाँ जाकर 
मनुष्यको अपने बन्धुओंके वियोगका दुःख नहीं उठाना 
पड़ता ? भगवन्‌ ! यदि ऐसा कोई स्थान हो तो वह मुझे 
- बताइये।' 
अत्रि बोले--रघुवंशका विस्तार करनेवाले वत्स 
श्रीराम! तुमने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। मेरे पिता 
ब्रह्मजीके द्वारा निर्मित एक उत्तम तीर्थ है, जो पुष्कर 
नामसे विख्यात है। बहाँ दो प्रसिद्ध पर्वत हैं, जिन्हें 


मर्यादा-पर्वत और यज्ञ-पर्वत कहते हैं! उन दोनोंके 
बीचमें तीन कुण्ड है, जिनके नाम क्रमशः ज्येष्ठ पुष्कर, 
मध्यम पुष्कर और कनिष्ठ पुष्कर है । वहाँ जाकर अपने 
पिता दशरथको तुम पिण्डदानसे तृप्त करो । वह तीर्थोमें 
श्रेष्ठ तीर्थ और क्षेत्रोमें उत्तम क्षेत्र है । रघुनन्दन ! वहाँ 
अवियोगा नामकी एक चौकोर बावली है तथा एक 
दूसरा जलसे युक्त कुआँ है, जिसे सौभाग्य-कूप कहते 
हैं। बहाँपर पिण्डदान करनेसे पितरोंकी मुक्ति हो जाती 
है। वह तीर्थ भ्रलयपर्यन्त रहता है, ऐसा पितामहका 
कथन है। 

पुलस्त्यजी कहते हैं---'बहुत अच्छा !' कहकर 
श्रीरामचन्द्रजीने पुष्कर जानेका विचार किया। वे 
ऋक्षवान्‌ पर्वत, विदिशा नगरी तथा चर्मण्वती नदीको 
पार करके यज्ञपर्वतके पास जा पहुँचे । फिर बड़े लेगसे 
उस पर्वतको भी पार करके वे मध्यम पुष्करमें गये | वहाँ 
स्नान करके उन्होंने मध्यम पुष्करके ही जलसे समस्त 
देवताओं और पितरोंका तर्षण किया। उसी समय 
मुनिश्रेष्ठ मार्कण्डेयजी अपने शिष्योंके साथ वहाँ आये । 
श्रीरामचन्द्रजीने जब उन्हें देखा तो सामने जाकर प्रणाम 
किया और बड़े आदरके साथ कहा--'मुने ! मैं राजा 
दशरथका पुत्र हूँ, मुझे लोग राम कहते हैं। में महर्षि 
अत्रिकी आज्ञासे अवियोगा नामकी बावलीका दर्शन 
करनेके लिये यहाँ आया हूँ। विप्रवर ! बताइये, बह 
स्थान कहाँ है?' 

मार्कण्डेयजीने कहा--रघुनन्द्रन ! इसके लिये 
मैं आपको साघुवाद देता हूँ, आपका कल्याण हो! 
आपने यह बड़े पुण्यका कार्य किया कि तीर्थ-यात्राके 
असङ्गसे यहाँतक चले आये। यहाँसे अब आप आगे 
चलिये और “अवियोगा' नामकी बावलीका दर्शन 
कीजिये । वहाँ सबका सभी आत्मीयजनोंके साथ संयोग 
होता है। इहलोक या परल्ोकमें स्थित, जीवित या 
मृत--सभी प्रकारके बन्धुओंसे भेंट होती है। 

मुनीश्वर मार्कण्डेयजीके ये वचन सुनकर 
श्रीरामचन्द्रजीने महाराज दशरथ, भरत, शत्रुघ्न, माताओं 
सथा अन्य पुरवासीजनोंका स्मरण किया। इस प्रकार 


सृष्टिखण्ड ] 


+ मार्कण्डेयजीके दीर्घायु होनेकी कथा और श्रीरामका पुष्करमें पिताका आन करना » 


९०५ 


सबका चिन्तन करते-करते उन्हें सन्ध्या हो गयी । तब 
श्रीरघुनाथजीने मुनियोंके साथ सायंकालका सन्ध्योपासन 
किया। तत्पश्चात्‌ रात्रिमें भाई और पत्नीके साथ वहीं 
शयन किया। जब रात्रिका अन्तिम प्रहर व्यतीत होने 
लगा, तब श्रीरघुनाथजीने स्वप्रमे देखा वे पित्ताजी तथा 
अन्य सम्बन्धियोके साथ अयोध्यामें विराजमान हैं। 
वैवाहिक मङ्गल-कार्य समाप्त करके वे बहुत-से बन्धु- 
जान्धवोंके साथ ऋषियोंसे घिरे बैठे हैं। साथमें पत्नी 
सीता भी मौजूद हैं।' लक्ष्मण और सीताने भी इसी 
रूपमें श्रीरघुनाथजीको देखा । सबेरा होनेपर उन्होंने 
मुनियोंसे सारी बातें निवेदन कीं, जिन्हें सुनकर ऋषियोनि 
कहा--'रधुनन्दन ! यह स्वप्न सत्य है; परन्तु मृत 
पुरुषका जब स्वप्नमें दर्शन हो तो उसके लिये श्राद्ध करना 
आवश्यक माना गया हैं। सन्तानके अभ्युदयकी कामना 
रखनेवाले तथा अन्न चाहनेवाले पितर ही भक्त सन्तानको 
स्वप्ममें दर्शन देते हैं। आपको पितासे तो वियोग था ही, 
माता और भरतके साथ भी चौदह वर्षोतक वियोग 
रहेगा। वीर ! अब आप राजा दशरथका श्राद्ध कीजिये। 
थे सभी ऋषि-महर्षि आपके भक्त हैं और आपके शुभ 
कार्यमें सहयोग देनेके लिये प्रस्तुत हैं। मैं (मार्कण्डेय), 
जमदप्रि, भरद्वाज, लोमश, देवरात और शमीक--ये 
छः श्रेष्ठ द्विज श्राद्धमें उपस्थित रहँगै । महाबाहो ! आप 
केबल सामान जुटाइये । श्राद्धमें प्रधान वस्तु तो है इङ्गुदी 
(लिसोड़े) की खली, बेर और आँवले। इनके साथ 
पके हुए बेल तथा भाँति-भाँतिके मूल होने चाहिये। इन 
सब वस्तुओसे तथा श्राद्ध-सम्बन्धी दानके द्वार आप 
आह्यणोंको तृप्त कीजिये । सुब्रत ! पुष्करके वनमें आकर 
जो नियमपूर्वक रहता और नियमित आहार करके 
(श्राद्ध आदिके द्वारा] पितरोंको तृप्त करता है, उसे 
अश्वमेध यज्ञका फल प्राप्त होता है। श्रीराम ! [आप 
श्राद्धकी सामग्री एकत्रित कराइये,] हमलोग स्त्रान 
करनेके लिये ज्येष्ठ पुष्करमें जा रहे हैं।' 
श्रीरघुनाथजीसे ऐसा कहकर वे सभी ऋषि चले 
गये । तब श्रीरामचन्द्रजीने लक्ष्मणसे कहा-- 'सुमित्रा- 
नन्दन! अच्छे-अच्छे संतरे, कटहल, पारद, 


मीठे बेल, शालूक, कसेरू, पीली काबरा, अच्छे-अच्छे 
कैर, शक्कर-जैसे सिंघाड़े, पके कैथ तथा और भी जो 
सामयिक फल हों, उन्‍हें श्राद्धके लिये शीघ ही ले 
आओ ।' श्रीरामचन्द्रजीकी आज्ञा पाकर लक्ष्मंणने सारा 
सामान एकत्रित कर दिया। जानकीजीने भोजन बनाया 
और तैयार हो जानेपर श्रीरामचन्द्रजीको सूचित कर 
दिया। श्रीराम भी अवियोगा नामकी बावलीमें स्नान 
करके मुनियोंके आगमनकी प्रतीक्षा करने रुगे। 
दुपहरीके बाद जब सूर्य ढलने लगे और कुतप नामकी 
बेला उपस्थित हुई, उस समय श्रीरामचन्द्रजीके द्वारा 
निमन्त्रित सम्पूर्ण ऋषि वहाँ आ पहुँचे । मुनियाँको आया 
देख विदेहकुमारी सीता वहाँसे दूर हट गयीं और 
झाड़ियोंकी आड़में छिपकर बैठ गयीं। श्रीरामचन्द्रजीने 
स्मृतियोंमें बतायी हुई विधिके अनुसार ब्राह्मणॉंको भोजन 
कराया तथा मनुष्योके श्राद्धके लिये जो वैदिक क्रिया 
बतलायी गयी है, वह सब सम्पन्न की। फिर वैश्वदेव 
करके पुराणोक्त विधिका भी पालन किया । न्राह्मणेके 


भोजन कर चुकनेपर क्रमशः पिण्ड देनेके पश्चात्‌ 
ब्राह्मणोंको विदा किया। उनके चले जानेपर 
श्रीरामचन्द्रजीने अपनी प्रिया सीतासे कहा--'प्रिये ! 
यहाँ आये हुए मुनियोंकी देखकर तुम छिप क्‍यों गयीं ? 


= अर्चयस्व हवीकेशो यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


इसका सारा कारण मुझे शीघ्र बताओ ।' 

_ सीता बोलीं--नाथ ! मैंने जो आश्चर्य देखा, उसे 
[बताती हूँ,] सुनिये। आपके द्वारा नामोचारण होते ही 
स्वर्गीय महाराज यहाँ आकर उपस्थित हो गये। उनके 
साथ उन्हीके समान रूप-रेखावाले दो पुरुष और आये 
थे, जो सब प्रकारके आभूषण घारण किये हुए थे। वे 
तीनों ही ब्राह्मणोंके शरीरसे सटे हुए थे। रघुनन्दन ! 
ब्राह्मणोके अङ्गम मुझे पितरोंके दर्शन हुए । उन्हें देखकर 
मैं रूनाके मारे आपके पाससे हट गयी। इसील्प्यि 

आपने अकेले ही ब्राह्मणोंको भोजन कराया और 
विधिपूर्वक श्राद्धकी क्रिया भी सम्पन्न की। भला, मैं 
स्वर्गीय महाराजके सामने कैसे खड़ी होती । यह आपसे 
मैंने सची बात बतायी है। 

पुलस्त्यजी कहते हैं--यह सुनकर श्रीरघुनाथजी 
बहुत प्रसत्र हुए और प्रिय वचन बोळनेवाली प्रियतमा 
सीताको बड़े आदरके साथ हृदयसे लगा लिया। 
तत्पश्चात्‌ श्रीराम और लक्ष्मण दोनों वीरोंने भोजन किया। 
उनके बाद जानकीजीने स्वयं भी भोजन किया! इस 
प्रकार दोनों भाई श्रीराम और लक्ष्मण तथा सीताने वह 
रात यहीं बितायी। दूसरे दिन सूर्योदय होनेपर सबने 
जानेका निश्चय किया । श्रीरामचन्द्रजी पश्चिमकी ओर चले 
और एक कोस चलकर ज्येष्ठ पुष्करके पास जा पहुँचे | 
शरीरघुनाथजी ज्यों ही जाकर पुष्करके पूर्वमें खड़े हुए, त्यों 
ही उन्हें देवदूतके कहे हुए ये बचन सुनायी दिये 
“रघुनन्दन ! आपका कल्याण हो। यह तीर्थ अत्यन्त 
दुर्लभ है। वीरवर ! इस स्थानपर कुछ कालतक निवास 
कीजिये; क्योंकि आपको देवताऑका कार्य सिद्ध 
करना--देवशत्रुओंका वध करना है।' यह सुनकर 
श्रीरामचन्द्रजीके मनमें बड़ी प्रसन्नता हुई, उन्होंने 
लक्ष्मणसे कहा-- “सुमित्रानन्दन ! देवाधिदेव ज्ह्माजीने 
हमलोगॉपर अनुग्रह किया है। अतः मैं यहाँ आश्रम 
बनाकर एक मासतक रहना तथा रारीरकी शुद्धि 
करनेवाले उत्तम ब्रतका आचरण करना चाहता हूँ।' 
लक्ष्मणने 'नहुत अच्छा' कहकर उनकी बातका 
अनुमोदन किया । तत्पश्चात्‌ वहाँ अपना व्रत पूर्ण करके 


वे दोनों भाई चले और पुष्कर क्षेत्रकी सीमा 
मर्यादा-पर्नतके पास जा पहुँचे । वहाँ देवताओके स्वामी 
पिनाकधारी देवदेव महादेवजीका स्थान था। वे वहाँ 
अजगन्घके नामसे प्रसिद्ध थे। श्रीरामचन्द्रजीने वहाँ 
जाकर त्रिनेत्रधारी भगवाम्‌ उमानाथको साष्टाङ्ग प्रणाम 
किया । उनके दर्शनसे श्रीरघुनाथजीके श्रीविग्रहमें रोमाञ्च 
हो आया। वे सात्त्विक भावमें स्थित हो गये । उन्होंने 
देवेश्वर भगवान्‌ श्रीशिवको ही जगतका कारण समझा 
और विनप्रभावसे स्थित हो उनकी स्तुति करने लगे। 
श्रीरामचन्द्रजी ओले 
कृत्स्रस्य योऽस्य जगतः सचराचरस्य 
कर्ता कृतस्य च तथा सुखदुःखहेतुः । 
संहारहेतुरपि यः पुनरन्तकाले 
तं शङ्करै शरणदं दारणं ब्रजामि ॥ 
जो चराचर प्राणियोंसहित इस सम्पूर्ण जगत्को 
उत्पन्न करनेवाले हैं, उत्पन्न हुए जगत्के सुख-दुःखमें 
एकमात्र कारण हैं तथा अन्तकालमें जो पुनः इस विश्वके 
संहारमें भी कारण बनते हैं, उन शरणदाता भगवान्‌ 
श्रीशङ्करकी मैं शरण लेता हूँ। 
य॑ योगिनो विगतमोहतमोरजस्का 
भवस्यैकतानमनसो विनिवृत्तकामाः । 
ध्यायन्ति निश्चलधियोऽमितदिव्यभावं 
तं झाङ्करं शरणदै दारणं व्रजामि ॥ 
जिनके हृदयसे मोह, तमोगुण और रजोगुण दूर हो 
गये हैं, भक्तिके प्रभावसे जिनका चित्त भगवानके ध्यानमें 
लीन हो रहा है, जिनकी सम्पूर्ण कामना निवृत्त हो चुकी 
हैं और जिनकी बुद्धि स्थिर हो गयी है, ऐसे योगी पुरुष 
अपरिमेय दिव्यभावसे सम्पन्न जिन भगवान्‌ शिवका 
निरन्तर ध्यान करते रहते हैं, उन शरणदाता भगवान्‌ 
श्रीशङ्करकी मैं शरण लेता हूँ। 
यश्चेन्ुखण्डममलं  विलसन्मयूखं 
बदथ्वा सदा प्रियतमा शिरसा बिभर्ति । 
यश्चादेहमददाद्‌ गिरिराजपुत्र्ये 
ते शङ्कर शरणदे शरणं व्रजामि ॥ 
जो सुन्दर किरणोंसे युक्त निर्मल चन्द्रमाकी कलाको 


जटाजूटमें नाँधकर अपनी प्रियतमा गङ्गाजीको मस्तकपर 
धारण करते हैं, जिन्होंने गिरियजकुमारी उमाको अपना 
आधा शरीर दे दिया है; उन शरणदाता भगवान्‌ 
श्रीशङ्करकी मैं शरण लेता हूँ। 
योउर्य सकृद्जिमलचारुविस्तेलतोयां 
गङ्गा महोर्मिविषमां गगनात्‌ पतन्तीम्‌ । 
मूर्धाऽऽददे स्नजमिव प्रतिलोलपुष्या 
ते शङ्कर शरणदं शरण ब्रजामि ॥ 
आकाशसे गिरती हुई गङ्गाको, जो स्वच्छ, सुन्दर 
एवं चञ्चल जलराशिसे युक्त तथा ऊँची-ऊँची लहरोंसे 
उल्लसित होनेके कारण भयङ्कर जान पड़ती थीं, जिन्होंने 
हिलते हुए फूलोंसे सुशोभित मालाकी भाँति सहसा 
अपने मस्तकपर धारण कर लिया, उन शरणदाता 
भगवान्‌ श्रीशङ्करकी मैं शरण लेता हूँ। 
कैलासशैलछशिखर॑ प्रतिकम्प्यमानं 
कैलासभूङ्गसदूशेन 
'पादपद्ापरिवादनमादधान- 
स्तं शङ्कर दारणदं झरणं व्रजामि ॥ 
कैलास पर्वतके शिखरके समान ऊँचे शरीरवाले 
दशमुख रावणके द्वारा हिलायी जाती हुई कैलास गिरिकी 
चोटीको जिन्होंने अपने चरणकमलोँसे ताल देकर स्थिर 
'कर दिया, उन शरणदाता भगवान्‌ श्रीशङ्करकी मैं शरण 
लेता हूँ। 
येनासकृद्‌ दितिसुताः समरे निरस्ता 
विद्याधरोरगगणाश्च वरैः समग्राः । 
संधोजिता मुनिवराः फरूमूलभक्षा- 
स्त॑ दाङ्करं दारणदं झरणं व्रजामि ॥ 
जिन्होंने अनेकों बार दैत्योको युद्धमें परास्त किया 
है और विद्याधर, नागगण तथा फल-मूलका आहार 
करनेवाले सम्पूर्ण मुनिबरोंको उत्तम वर दिये हैं, उन 
ारणदाता भगवान्‌ श्रीशङ्करकी मैं शरण लेता हूँ । 
` दग्ध्याध्वरं च नयने च तथा भगस्य 
पूष्णस्तथा दशनपदित्क्तमपातयश्च । 
स्तम्भा यः कुलिशयुक्तमहेन्द्रहस्त 
तै शङ्कर शारणर्दै शरण व्रजामि ॥ 


दशाननेन । 
यः 


जिन्होंने दक्षका यज्ञ भस्म करके भग देवताकी 
आँखें फोड़ डाली और पूषाके सारे दाँत गिरा दिये तथा 
वज्जसहित देवराज इन्द्रके हाथको भी स्तम्भित कर 
दिया--जड़वत्‌ निश्चेष्ट बना दिया, उन शरणदाता 
भगवान्‌ श्रीशङ्करकी मैं शरण लेता हूँ। 
एनस्कृतोऽपि विषयेश्चपि सक्तभावा 
ज्ञानान्वयश्चुतगुणैरपि नैव युक्ताः । 
ये संश्रिताः सुखभुजः पुरुषा भवन्ति 
ते शङ्करे शरणद दारणे अजामि ॥ 
जो पापकर्ममें निरत और विषयासक्त हैं, जिनमें 
उत्तम ज्ञान, उत्तम कुल, उत्तम शास्त्र-ज्ञान और उत्तम 
गुणोंका भी अभाव है--ऐसे पुरुष भी जिनकी इारणमें 
जानेसे सुखी हो जाते हैं, उन झारणदाता भगवान्‌ 
श्रीशङ्करकी मैं शरण लेता हूँ। 
अत्रिप्रसूतिरबिकोटिसमानतेजाः 
संत्रासनं विबुधदानवसत्तमानाम्‌। 
यः कालकूटमपिबत्‌ समुदीर्णवेगं 
तं शक्कर शरणदे झारणं व्रजामि ॥ 
जो तेजमें करोड़ों चन्द्रमाओं और सूर्येकि समान हैं; 
जिन्होंने बड़े-बड़े देवताओं तथा दानवोंका भी दिल 
दहला देनेवाले कालकूट नामक भयङ्कर विषका पान कर 
लिया था, उन प्रचण्ड वेगशाली शरणदाता भगवान्‌ 
श्रीशङ्करकी मैं शरण लेता हूँ। 
ब्होन्द्ररूदरमरुतां ख सषण्मुस्वानां 
योऽदाद्‌ वरश्च बहुशो भगवान्‌ महेश: । 
नन्दिं च मृत्युवदनात्‌ पुनरूज्नहार 
ते शङ्कर शरणदं इारणं ब्रजामि ॥ 
जिन भगवान्‌ महेश्वरने कार्तिकेयके सहित जया, 
इन्दर, रुद्र तथा मरुद्रणोंको अनेकों बार वर दिये हैं तथा 
नन्दीका मृत्युके मुखसे उद्धार किया, उन झारणदाता 
भगवान्‌ श्रीझाङ्करकी मैं शरण लेता हूँ। 
आराधितः सुतपसा हिमवन्निकुझे 
धूम्नत्रतेन मनसापि परैरगम्यः । 
सञ्जीयनी समददाद्‌ भुगवे महात्मा 
तै झङ्करं झारणदं झारणं अजासि ॥ 


१०८ 


* अर्चयस्व हषीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


Fenensnemmarssseesssseesesnsaeeeesessessasnsseseesespaseesan>eseaene+५ ५५७५५०५५५५ 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


जो दूसरोंके लिये मनसे भी आगम्य हैं, महर्षि भृगुने 
हिमालय पर्वतके निकुअमें होमका धुआँ पीकर कठोर 
तपस्याके द्वारा जिनकी आराधना की थी तथा जिन 
महात्माने भूगुको [उनकी तपस्यासे प्रसन्न होकर] 
सञ्जीवनी विद्या प्रदान की, उन झारणदाता भगवान्‌ 
श्रीशङ्करकी मैं शरण लेता हूँ। 
नानावियैर्गजबिडालसमानवक्तरे- 
रदक्षाध्डरप्रमथनैर्बलिभिर्गणौचैः t 
योऽभ्यर्च्यतेऽमरगणैश्च॒ सलोकपारू- 
स्तं इाङ्करं शरणर्द शरणं ब्रजामि ॥ 
हाथी और बिल्ली आदिकी-सी मुखाकृतिवाले 
तथा दक्ष-यज्ञका विनाश करनेवाले नाना प्रकारके 
महाबली गणोंद्राय जिनकी निरन्तर पूजा होती रहती है 
तथा लोकपालॉसहित देवगण भी जिनकी आराधना 
किया करते हैं, उन शरणदाता भगवान्‌ श्रीशङ्करकी मैं 
शरण लेता हूँ। 
क्रीडार्थमेन भगवान्‌ भुवनानि सप्त 
नानानदीबिहगपादपमण्डितानि । 
सग्रहाकानि व्यसृजत्‌ सुकृताहितानि 
तं शङ्कर शरणदं शरण ब्रजामि ॥ 
जिन भगवानूने अपनी क्रीडाके लिये ही अनेकों 
नदियों, पक्षियों और वृक्षोंसे सुशोभित एवं ब्रह्माजीसे 
अधिष्ठित सातों भुवर्नोकी रचना की है तथा जिन्होंने 
सम्पूर्ण लोकोंको अपने पुण्यपर ही प्रतिष्ठित किया है, 
उन शरणदाता भगवान्‌ श्रीराङ्करकी मैं शरण लेता हूँ। 
यस्याखिलं जगदिदं वशावर्त्ति नित्यं 
योञ्टाभिरेख तनुभिर्भुवनानि भुङ्के । 
यः कारणं सुमहतामपि कारणानां 
ते झङ्करं झरणदं शरणं व्रजामि ॥ 
'यह सम्पूर्ण विश्व सदा ही जिनकी आज्ञाके अघीन 
है, जो (जल, अग्नि, यजमान, सूर्य, चन्द्रमा, आकारा, 
बायु और -कृत्ति-इन] आठ विग्रहोांसे समस्त 
लोकॉका उपभोग करते हैं तथा जो बड़े-से-बड़े 
कारण-तत्त्वोके भी महाकारण हैं, उन शरणदाता भगवान्‌ 
श्रीरङ्करकी मैं रण लेता हूँ। 


शङ्वेन्दुकुन्दघवले वृषभप्रवीर- 
मारुह्य यः क्षितिथरेन्द्रसुतानुयातः । 
यात्यम्बरे हिमविभूतिविभूष्ताङ्ग- 
स्तं शङ्कर शरणदं शरणं न्नजामि ॥ 
जो अपने श्रीविग्रहको हिम और भस्मसे विभूषित 
करके शङ्ख, चन्द्रमा और कुन्दके समान श्वेत वर्णवाले 
वृषभ-श्रेष्ठ नन्दीपर सवार होकर गिरिराजकिशोरी उमाके 
साथ आकाशमें विचरते हैं, उन शरणदाता भगवान्‌ 
श्रीशङ्करकी मैं शरण लेता हूँ । 
शान्त मुनिं यमनियोगपरायण तै- 
भीमैर्यमस्य पुरुषैः प्रतिनीयमानम्‌। 
भक्त्या नते स्तुतिपरं प्रसभं ररक्ष 
त॑ शङ्करं शरणदं शरणं ब्रजामि ॥ 
'यमराजकी आज्ञाके पालनमें लगे रहनेपर भी जिन्हे 
चे भयङ्कर यमदूत पकड़कर लिये जा रहे थे तथा जो 
भक्तिसे नम्र होकर स्तुति कर रहे थे, उन शान्त मुनिकी 
जिन्होंने बलपूर्वक. यमदूतोंसे रक्षा की, उन दारणदाता 
भगवान्‌ श्रीशङ्करकी मैं शरण लेता हूँ। 
य: सव्यपाणिकमला्रनखैन देख- 
स्तत्‌ पञ्चम प्रसभमेद पुरः सुराणाम्‌ । 
आहं शिरस्तरुणपद्मनिर्भ॑ चकर्त 
ते शाङ्करै शरणद शरणं ग्रजौमि॥ 
जिन्होंने समस्त देवताओंके सामने ही न्रह्माजीके उस 
पाँचवें मस्तकको, जो नवीन कमलके समान शोभा पा रहा 
था, अपने बायें हाथके नखसे बलपूर्वक काट डाला था, 
उन शरणदाता भगवान्‌ श्रीशङ्करकी मैं शरण लेता हूँ । 
यस्य णम्य चरणौ वरदस्थ भक्त्या 
स्तुत्वा च साग्भिरमलाभिरतन्द्रिताभिः । 
दीपैस्तमांसि नुदते स्वक्करैर्धिवस्वां- 
स्तं शङ्कर शरणद झारणं व्रजामि ॥ 
जिन बरदायक भगवान्के चरणॉमें भक्तिपूर्वक 
प्रणाम करके तथा आलस्यरहित निर्मल वाणीके द्वारा 
जिनकी स्तुति करके सूर्यदेव आपनी उद्दीप्त किरणोंसे 
जगतका अन्धकार दूर करते हैं, उन शरणदाता भगवान्‌ 
श्रीशङ्करकी मै शरण लेता हूँ। 


सृष्टिखण्ड ) 


* म्रह्माजीके यज्ञके ऋत्फिजोंका वर्णन + 


१०९ 


2९७०५७७४४०००७४५५५७७७७४७५७४५»+५७४७ ४9 9 ७५७०३७५५७७ ६ ७३७९७७७ क ४४१ #5 ४५ *»४४०४०७७*&४3&##**#७2*# 9508. 


ये त्वां सुरोत्तम गुरुं पुरुषा विमूडा 
जानन्ति नास्य जगतः सचराचरस्य । 
ऐश्वर्यमाननिगमानुशयेन पश्चा- 
त्ते यातनां स्वनुभवन्त्यविशुद्धचित्ताः ॥ 
देवश्रेष्ठ ! जो मरिनहदय मूढ पुरुष ऐश्वर्य, मान- 
अतिष्ठा तथा वेदविद्याके अभिमानके कारण आपको इस 
चराचर जगतूका गुरु नहीं जानते, वे मृत्युके पश्चात्‌ 
नरककी यातमा भोगते हैं। 
पुलस्त्यजी कहते है--श्रीरघुनाथजीके इस प्रकार 
स्तुति करनेपर हाथमें त्रिशूल धारण करनेवाले वृषभध्बज 
भगवान्‌ श्रीशङ्करने सन्तुष्ट हो हर्षमें भरकर कहा-- 
“रघुनन्दन ! आपका कल्याण हो । मैं आपके ऊपर बहुत 
सन्तुष्ट हूँ। आपने विमल बंझमें अवतार लिया है । आप 


बीतनेपर जब आप अयोध्याको लौट जायेंगे, उस समय 
इस पृथ्वीपर रहनेवाले जो-जो मनुष्य आपका दर्शन 
करेंगे, वे सभी सुखी होंगे। तथा उन्हें अक्षय स्वर्गका 
निवास प्राप्त होगा। अतः आप देवताओंका महान्‌ कार्य 
करके पुनः अयोध्यापुरीको लौट जाइये । 

यह सुनकर श्रीरघुनाथजी श्रीरशाङ्करजीको प्रणाम 
करके शीघ्र ही वहाँसे चल दिये। इन्द्रमार्गा नदीके पास 
पहुँचकर उन्होंने अपनी जटा बाँघी। फिर सब लोग 
महानदी नर्मदाके तटपर गये। बहाँ श्रीरामचन्द्रजीने 
लक्ष्मण और सीताके साथ स्नान किया तथा नर्मदाके 
जलसे देवताओं और अपने पितरोंका तर्पण किया। 
इसके बाद उन दोनों भाइयोंने एकाग्र मनसे भगवान्‌ सूर्य 
तथा अन्यान्य देवताऑको बारम्बार मस्तक झुकाया । 


जगतूके वन्दनीय हैं। मानव-शरीरमें प्रकट होनेपर भो जैसे भगवान्‌ श्रीशङ्कर पार्वती और कार्तिकेयके साथ 
वास्तवमै आप देवस्थरूप हैं। आप-जैसे रक्षकके द्वारा स्नान करके शोभा पाते हैं, उसी प्रकार सीता और 
सुरक्षित हो देवता अनन्त वर्षोतक सुखी रहेंगे। लक्ष्मणके साथ नर्मदामें नहाकर श्रीरमचन्द्रजी भी 
चिरकालतक उनकी वृद्धि होती रहेगी। चौदहवाँ वर्ष सुशोभित हुए। 
a पुर नललाल 
ब्रह्माजीके यज्ञके ऋत्विजोंका वर्णन, सब देवताओंको ब्रह्माद्वारा वरदानकी प्राप्ति, 
श्रीविष्णु और श्रीशिवद्वारा ब्रह्माजीकी स्तुति तथा ब्रह्माजीके द्वारा भिन्न-भिन्न तीर्थोमें 
अपने नामों और पुष्करकी महिमाका वर्णन 


'भीष्मजीने पूछा--ब्रह्मन्‌ ! लोकविधाता 
भगवान्‌ ब्रह्माजीने किस समय यज्ञसम्बन्धी सामग्रियाँ 
एकत्रित करके उनसे यज्ञ करना आरम्भ किया ? वह 
यज्ञ जैसा और जिस प्रकार हुआ था, वह सब मुझे 
बताइये । 

पुलस्त्यजीने कहा--राजन्‌ ! यह तो मैं पहले ही 
नता चुका हूँ कि जब स्वायम्भुव भनु भूलोकके 
राज्य-सिंहासनपर प्रतिष्ठित हुए, उस समय ब्रह्माजीने 
समस्त प्रजापतियोंको उत्पन्न करके कहा--'तुमलोग 
सृष्टि करो,' और स्वयं वे पुष्करमें जा यज्ञ-सामग्री 
एकत्रित करके अभिझालामें स्थित हो यज्ञ करने रूगे। 
ब्रह्माजी समस्त देवताओं, गन्थर्वो तथा अप्सराओको भी 
वहाँ ले गये थे । ब्रह्मा, उद्गाता, होता और अध्वर्यु--ये 
चार प्रधानरूपसे यज्ञके निर्वाहक होते हैं। इनमेंसे 


अत्येकके साथ अन्य तीन व्यक्ति परिवाररूपमें रहते हैं, 

जिन्हें ये स्वयं ही निर्वाचित करते हैं। ब्रह्मा, 

ब्राह्मणाच्छंसी, पोता तथा आझ्नीघ--इन चार 
व्यक्तियोंका एक समुदाय होता है । इन सबको ब्रह्माका 

परिवार कहते हैं। ये चारों व्यक्ति आन्वीक्षिकी (तर्क 
शास्त्र) तथा वेदविद्यामें प्रवीण होते हैं। उद्गाता, 

भत्युद्भाता, प्रतिहता और सुन्रह्मण्य--इन चार 
व्यक्तियोंका दूसरा समुदाय उद्राताका परिवार कहलाता 
है। होता, मैत्रावरुणि, अच्छावाक और ग्रावस्तुत-- इन 
चार व्यक्तियोंका तीसरा समुदाय उद्गाताका परिवार होता 
है। अध्वर्यु, प्रतिप्रस्थाता, नेष्टा और उन्नेता--इन 
चारोंका चौथा समुदाय अध्वर्युका परिवार माना गया है । 
झन्तनुनन्दन ! बेदके प्रधान-प्रधान विद्वानेनि ये सोलह 
ऋत्विज्‌ बताये हैं। स्वयम्भू ब्रह्माजोने तीन सौ छाछठ 


११० 


= अर्चयस्व हवीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ » 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


Shnemssmmenemnaseeemeesesnsmns>seneesssssssnnnenneeseasennanneneseseeeese+ 4५५५५०५५५ ४५५५५५५५०५०००५५०५ 


यजञोंकी सृष्टि की है। उन सनमें इतने ही ब्राह्मण ऋत्विज्‌ 
बतलाये गये हैं । कोई-कोई ऊपर बताये हुए ऋत्विजॉके 
अतिरिक्त एक सदस्य और दस चमसाध्वर्युओंका 
निर्वाचन चाहते हैं। 
ब्रह्माजीके यज्ञमें देवर्षि नारदको ब्रह्मा बनाया 
गया । गौतम ब्राह्मणाच्छंसी हुए। देवयातको पोता और 
देवलको आम्रीध्रके पदपर प्रतिष्ठित किया गया। 
अङ्गिराका उद्राताके रूपमे वरण हुआ | पुलह प्रस्तोता 
बनाये गये। नारायण ऋषि प्रतिहर्ता हुए और अत्रि 
सुब्रमण्य कहलाये। उस यशमें भृगु होता, वसिष्ठ 
मैत्रावरुणि, क्रतु अच्छावाक तथा च्यवन वस्तुत बनाये 
गये। मैं (पुलस्त्य) अध्वर्यु था और झिबि प्रतिष्ठाता । 
बृहस्पति नेष्टा, सांझपायन उन्नेता और आपने पुत्र-पौत्रोके 
साथ घर्म सदस्य थे! भरद्वाज, शमीक, पुरुकुत्स्य, 
युगन्धर, एणक, ताण्डिक, कोण, कुतप, गार्ग्य और 
बेदशिरा--ये दस चमसाध्वर्यु बनाये गये । कण्व आदि 
अन्य महर्षि तथा मार्कण्डेय और आगस्त्य मुनि अपने 
पुत्र, पौत्र, शिष्य तथा बान्धवेकि साथ उपस्थित होकर 
रात-दिन आलस्य छोड़कर उस यजमें आवश्यक कार्य 
किया करते थे। मन्वन्तर व्यतीत होनेपर उस यज्ञका 
अवभृथ (यज्ञान्त-स्त्रान) हुआ । उस समय ब्रह्माको पूर्व 
दिशा, होताको दक्षिण दिशा, अध्वर्युको पश्चिम दिशा 
और उद्राताको उत्तर दिशा दक्षिणाके रूपमें दी गयी। 
ब्रह्माजीने समूची त्रिलोकी ऋत्विजोको दक्षिणाके रूपमें 
दे दी । बुद्धिमान्‌ पुरुषोंको यज्ञको सिद्धिके लिये एक सौ 
दूध देनेवाल गौएँ दान करनी चाहिये । उनमेंसे यज्ञका 
निर्वाह करनेवाले प्रथम समुदायके क्रत्विजॉको 
अड्तालीस, द्वितीय समुदायबालॉको चौबीस, तृतीय 
समुदायको सोलह और चतुर्थ समुदायको बारह गौएँ 
देनी उचित हैं। इस प्रकार आग्रीध आदिको दक्षिणा देनी 
चाहिये । इसी संख्यामें गाँव, दास-दासी तथा भेड़- 
बकरियाँ भी देनी चाहिये। अवभृथ-स्त्रानके बाद 
ब्राह्मणोंको षट्रस भोजन देना चाहिये । स्वायम्भुव मनुका 
कथन है कि यजमान यज्ञके अन्तमें अपना सर्वस्व दान 
कर दे । अध्वर्यु और सदस्योको अपनी इच्छाके अनुसार 


जितना हो सके दान देना चाहिये । 

तदनन्तर देवाधिदेव ब्रह्माजीने भगवान्‌ श्रीविष्णुके 
साथ यज्ञान्त-स्रानके पश्चात्‌ सन देवताओको बरदान 
दिये। उन्होने इन्द्रको देवताओंका, सूर्यको महोंसहित 
समस्त ज्योतिर्मण्डलका, चन्द्रमाको नक्षत्रोंका, वरुणको 
रसोंका, दक्षको प्रजापतियॉका, समुद्रको नदियोंका, 
धनाध्यक्ष कुबेरको यक्ष और राक्षसोंका, पिनाकधारी 
महादेवजीको सम्पूर्ण भूतगणोॉका, मनुको मनुष्योंका, 
गरुड्को पक्षियोका तथा वसिष्ठको ऋषियोंका स्वामी 
बनाया। इस प्रकार अनेकों वरदान देकर देवाधिदेव 
ब्रह्माजीने भगवान्‌ विष्णु और शङ्करसे आदरपूर्वक 
कहा--'आप दोनों पृथ्वीके समस्त तीर्थोमें परम 
पूजनीय होंगे। आपके बिना कभी कोई भी तीर्थ पवित्र 
नहीं होगा । जहाँ कहीं शिवलिङ्ग या विष्णुकी प्रतिमाका 
दर्शन होगा, वही तीर्थ परम पवित्र और श्रेष्ठ फल 
देनेवाला हो सकता है । जो लोग पुष्प आदि वस्तुओंकी 
भेंट चढ़ाकर आपलोगॉकी तथा मेरी पूजा करेंगे, उन्हें 
कभी रोगका भय नहीं होगा। जिन राज्यॉमें मेरा तथा 
आपलोगोंका पूजन आदि होगा, वहाँ भी क्रियाएँ सफल 
होंगी। तथा और भी जिन-जिन फलोंकी प्राप्ति होगी, 
उन्हें सुनिये । वहाँकी प्रजाको कभी मानसिक चिन्ता, 
शारीरिक रोग, दैवी उपद्रव और क्षुधा आदिका भय नहीं 
होगा। प्रियजनॉसे वियोग और अप्रिय मनुष्योंसे 
'संयोगकी भी सम्भावना नहीं होगी। यह सुनकर 
भगवान्‌ श्रीविष्णु ब्रह्माजीकी स्तुति करनेको उद्यत हुए । 

भगवान्‌ श्रीविष्णु खोले---जिनका कभी अन्त 
नहीं होता, जो विशुद्धचित्त और आत्मस्वरूप हैं, जिनके 
हजारों भुजा हैं, जो सहस्र किरणोंबाले सूर्यकी भी 
उत्पत्तिके कारण हैं, जिनका शरीर और कर्म दोनों 
अत्यन्त शुद्ध हैं, उन सृष्टिकर्ता ्रह्माजीको नमस्कार है । 
जो समस्त विश्वकी पीड़ा हरनेवाले, कल्याणकारी, 
सहसरं सूर्य और अभिके समान प्रचण्ड तेजस्वी, सम्पूर्ण 
विद्याओके-आश्रय, चक्रधारी तथा समस्त ज्ञानेन्द्रियोंको 
व्याप्त करके स्थित हैं, उन परमेश्वरको सदा नमस्कार है । 
अभो ! आप अनादि देव हैं। अपनी महिमासे कभी च्युत 


नहीं होते। इसलिये 'अच्युत' हैं। आप शङ्कररूपसे 
शेषनागका मुकुट धारण करते हैं, इसलिये 'शेषशेखर' 
हैं। महेश्वर ! आप ही भूत और वर्तमानके स्वामी हैं। 
सर्वेश्वर ! आप मरुद्रणोके, जगत्‌के, पृथ्वीके तथा 
समस्त भुखनोंके पति हैं। आपको सदा प्रणाम है। आप 
ही जलके स्वामी वरुण, क्षीरशायी नारायण, विष्णु, 
शङ्कर, पृथ्वीके स्वामी, विश्वका शासन करनेवाले, 
जगतको नेत्र देनेवाले [अथवा जगतको अपनी दृष्टिमें 
रखनेवाले], चन्द्रमा, सूर्य, अच्युत, वीर, विश्वस्वरूप, 
तर्कके अविषय, अमृतस्वरूप और अविनाशी हैं। 
प्रभो! आपने अपने तेजःस्वरूप प्रज्वलित अभिकी 
ज्वालासे समस्त भुवनमण्डलको व्याप्त कर रखा है। 
आप हमारी रक्षा करें। आपके मुख सब ओर हैं। आप 
समस्त देवताओंकी पीड़ा हरनेवाले हैं। अमृत-स्वरूप 
और अविनाशी हैं। मैं आपके अनेकों मुख देख रहा हूँ । 
आप शुद्ध अन्तःकरणवाले पुरुषोंकी परमगति और 
पुराणपुरुष हैं। आप ही ब्रह्म, शिव तथा जगत्‌के 
जन्मदाता हैं। आप ही सबके परदादा हैं। आपको 
नमस्कार है। आदिदेव ! संसारचक्रमें अनेकों बार चक्कर 
लगानेके बाद उत्तम मार्गके अवलम्बन और विज्ञानके 
द्वारा जिन्होंने अपने शरीरको विशुद्ध बना लिया है, 
उन्हींको कभी आपकी उपासनाका सौभाग्य प्राप्त होता 
है। देववर ! मैं आपको प्रणाम करता हूँ। भगवन्‌! जो 
आपको प्रकृतिसे परे, अद्वितीय ब्रह्मस्वरूप समझता है, 
वही सर्वज्ञोमें श्रेष्ठ है। गुणमय पदार्थोमें आप 
विराट्रूपसे पहचाने जा सकते हैं तथा अन्तःकरणमें 
[बुद्धिके द्वारा] आपका सूक्ष्मरूपसे बोध होता है। 
भगवन्‌! आप जिह्ना, हाथ, पैर आदि इन्द्रियॉसे रहित 
होनेपर भी पंद्य धारण करते हैं। गति और कर्मसे रहित 
होनेपर भी संसारी हैं। देव ! इन्द्रियॉसे शून्य होनेपर भी 
आप सृष्टि कैसे करते हैं ? भगवन्‌! विशुद्ध भाववाले 
याजिक पुरुष संसार-बन्थनका उच्छेद करनेवाले 
यजञोद्वारा आपका यजन करते हैं, परन्तु उन्हें स्थूल 
साधनसे सूक्ष्म परात्पर रूपका ज्ञान नहीं होता; अतः 
उनकी दृष्टिमें आपका यह चतुर्मुख स्वरूप ही रह जाता 


है। अद्भुत रूप धारण करनेवाले परमेश्वर ! देवता आदि 
भी आपके उस परम स्वरूपको नहीं जानते; अतः वे भी 
कमलासनपर विराजमान उस पुरातन विग्रहकी ही 
आराधना करते हैं, जो अवतार धारण करनेसे उम्र प्रतीत 
होता है। आप विश्वकी रचना करनेवाले प्रजापतियोंके 
भी उत्पत्ति-स्थान हैं। विशुद्ध भावनाले योगीजन भी 
आपके तत्त्वको पूर्णरूपसे नहीं जानते। आप तपस्यासे 
विशुद्ध आदिपुरुष हैं। पुराणमें यह बात बारम्बार कही 
गयी है कि कमलासन ब्रह्माजी ही सबके पिता हैं, 
उन्हींसे सबकी उत्पत्ति हुई है। इसी रूपमे आपका 
चिन्तन भी किया जाता है। आपके उसी स्वरूपको मूढ़ 
मनुष्य अपनी बुद्धि लगाकर जानना चाहते हैं। वास्तनमें 
उनके भीतर बुद्धि है ही नहीं । अनेकों जन्मोंकी साधनासे 
खेदका ज्ञान, विवेकशील बुद्धि अथवा प्रकाश (ज्ञान) 
प्राप्त होता है। जो उस ज्ञानकी प्राप्तिका लोभी है, वह 
फिर मनुष्य-योनिमें नहीं जन्म लेता; वह तो देवता और 
'गन्धवॉका स्वामी अथवा कल्याणस्वरूप हो जाता है। 
भक्तोंके लिये आप अत्यन्त सुलभ हैं; जो आपका त्याग 
कर देते हैं--आपसे विमुख होते हैं, वे नरकमें पड़ते 
हैं। प्रभो ! आपके रहते इन सूर्य, चन्द्रमा, बसु, मरुद्गण 
और पृथ्वी आदिकी क्या आवश्यकता है; आपने ही 
अपने स्वरूपभूत तत्त्वोसे इन सबका रूप धारण किया 
है। आपके आत्माका ही प्रभाव सर्वत्र विस्तृत है; 
भगवन्‌ ! आप अनन्त हैं--आपकी महिमाका अन्त 
नहीं है। आप मेरी की.हुई यह स्तुति स्वीकार करें। मैंने 
हृदयको शुद्ध करके, समाहित हो, आपके स्वरूपके 
चिन्तनमे मनको लगाकर यह स्तवन किया है। प्रभो ! 
आप सदा मेरे हृदयमें विराजमान रहते हैं, आपको 
नमस्कार है। आपका स्वरूप सबके लिये सुगम-- 
सुबोध नहीं है; क्योंकि आप सबसे पृथक्‌--सबसे 
परे हैं। 

ब्रह्माजी खोले--केशव ! इसमें सन्देह नहीं कि 
आप सर्वज्ञ और ज्ञानकी राशि हैं । देबताऑमें आप सदा 
सबसे पहले पूजे जाते हैं। 

भगवान्‌ श्रीविष्णुके बाद रुदने भी भक्तिसे 


९९२ 


An2hnnsnhsnneeesahesenesssssrnearenessessresenesssses+nsesansssanessaneessoeee nade se e५- ००५५८०५५७५४३. 


नतमस्तक होकर ब्रह्माजीका इस प्रकार स्तवन 
किया--'कमलके समान नेत्रॉंवाले देवेश्वर ! आपको 
नमस्कार है। आप संसारकी उत्पत्तिके कारण हैं और 
स्वयं कमलसे प्रकट हुए हैं, आपको नमस्कार है। 
प्रभो ! आप देवता और असुरोके भी पूर्वज हैं, आपको 
प्रणाम है। संसारकी सृष्टि करनेवाले आप परमात्माको 
नमस्कार है। सम्पूर्ण देवताओकि ईश्वर ! आपको प्रणाम 
है। सबका मोह दूर करनेवाले जगदीश्वर ! आपको 
नमस्कार है। आप विष्णुकी नाभिसे प्रकट हुए हैं, 
कमलके आसनपर आपका आविर्भाव हुआ है। आप 
मुँगेके समान लाल अङ्गो तथा कर-पल्लवॉसे 
शोभायमान हैं, आपको नमस्कार है । 

“नाथ ! आप किन-किन तीर्थस्थानोंमें विराजमान हैं 
तथा इस पृथ्वीपर आपके स्थान किस-किस नामसे 
प्रसिद्ध हैं ?' 

ब्रह्माजीने कहा--पुष्करमें मै देवश्रेष्ठ ब्रह्माजीके 
मामसे प्रसिद्ध हूँ। गयामें मेरा नाम चतुर्मुख है! 
कान्यकुब्जमें देवगर्भ [या वेदगर्भ] और भृगुकक्ष 
(भृगुकषेत्र) में पितामह कहलाता हूँ। कावेरीके तटपर 
सृष्टिकर्ता, नन्दीपुरीमें बृहस्पति, प्रभासमें पद्मजन्मा, 
वानरी (किष्किन्धा) में सुरप्रिय, द्वारकामें ऋग्वेद, 
बिदिशापुरीमें भुवनाधिप, पौण्डूकमें पुण्डरीकाक्ष, 
हस्तिनापुरमें पिङ्गाक्ष, जयन्तीमें विजय, पुष्करावतमें 
जयन्त, उद्देशमें पद्यहस्त, इयामलापुरीमें भवोरुद, 
अहिच्छत्रमें जयानन्द, कान्तिपुरीमें जनप्रिय, पाटलिपुत्र 

(पटना) में बरह्मा, ऋषिकुण्डमें मुनि, महिलारोप्यमें 
कुमुद, श्रीनिवासमें श्रीकंठ, कामरूप (आसाम) में 
झुभाकार, काशीमें शिवप्रिय, मल्लिकामें विष्णु, महेन्द्र 
पर्वतपर भार्गव, गोनर्द देहामें स्थविराकार, उज्जैनमें 
पितामह, कौशाम्बीमें महाबोध, अयोध्यामें राघव, 
चित्रकूटमें मुनीन्द्र, विन्ध्यपर्वतपर वाराह, गङ्गाद्वार 
(हरिद्वार) में परमेष्ठी, हिमाळयमें शङ्कर, देविकामें 
सुचाहस्त, चतुष्पथमें सुवहस्त, वृन्दावनमें पद्मपाणि, 
नैमिषारण्यमें कुशहस्त, गोष्ठक्षमें गोपीन्द्र, यमुनातटपर 
सुचन्द्र, भागीरथीके तटपर पद्मतनु, जनस्थानमें जनानन्द, 


» अर्चयस्व इषीकेश यदीच्छसि परं पदम्‌ » 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


कोङ्कण देशमें मद्राक्ष, काम्पिल्यमें कनकप्रिय, खेटकमें 
अन्नदाता, कुशास्थलमें शम्भु, लङ्कामें पुलस्त्य, कारमीरमें 
हंसबाहन, अर्बुद (आबू) में वसिष्ठ, उत्पलावतमें 
नारद, मेघकमें श्रुतिदाता, भ्रयागमें यजुषापति, यज्ञ- 
पर्वतपर सामवेद, मधुरमें मधुरप्रिय, अङ्कोलकमें 
यज्ञगर्भ, ब्रह्मबाहमें सुतप्रिय, गोमन्ते नारायण, विदर्भ 
(बरार) में द्विजप्रिय, ऋषिवेदमें दुराधर्ष, पम्पापुरीमें 
सुरमर्दन, विरजामें महारूप, राष्टरवरद्धनमें सुरूप, 
माळवीमें पृथूदर, शाकम्भरीमें रसप्रिय, पिण्डारक क्षेत्रमें 
गोपाल, भोगवर््धनमें शुष्कन्ध, कादम्बकमें प्रजाध्यक्ष, 
समस्थलमें देवाध्यक्ष, भद्रपीठमें गङ्गाधर, सुपीठमें 
जलमाली, त्र्यम्बकमें त्रिपुराधीश, श्रीपर्वतपर त्रिलोचन, 
पद्मपुरमें महादेव, कलापमें वैधस, शृङ्गबेरपुरमें शौरि, 
नैमिषारण्यमें चक्रपाणि, दण्डपुरीमें विरूपाक्ष, 
धूतपातकमें गोतम, माल्यवान्‌ पर्वतपर हंसनाथ, 
वालिकमें द्विजेन्द्र, इन्द्रपुरी (अमरावती) में देवनाथ, 
धूताषाढीमें धुरन्धर, लम्बामें हंसवाह, चण्डामें गरुडप्रिय, 
महोदयमें महायज्ञ, यूपकेतनमें सुयज्ञ, पद्मवनमें 
सिद्धेश्वर, विंभामें पद्यनोधन, देवदारुवनमें लिङ्ग, 
उदकूपथमें उमापति, मातृस्थानमें विनायक, अलकापुरीमें 
घनाधिप, त्रिकूटमें गोनर्द, पातालमें वासुकि, केदारक्षेत्रमें 
पद्माध्यक्ष, कूष्माण्डमें सुरतप्रिय, भूतवापीमें शुभाङ्ग, 
सावलीमें भषक, अक्षरमें पापहा,' अम्बिकामें सुदर्शन, 
बरदामें महावीर, कान्तारमें दुर्गनाशन, पर्णादमें अनन्त, 
म्रकाशामे दिवाकर, विरजामें पद्मनाभ, वृकस्थलमें 
सुवृद्ध, वठकमें मार्कण्ड, रोहिणीमें नागकेतन, 
पद्मावतीमें पद्मागृह तथा गगनमें पदाकेतन नामसे मैं 
प्रसिद्ध हूँ । त्रिपुरान्तक ! ये एक सौ आठ स्थान मैने तुम्हें 
बताये हैं। इन स्थानोंमें तीनों सन्ध्याओके समय मैं 
उपस्थित रहता हूँ। जो भक्तिमान्‌ पुरुष इन स्थानोंमेंसे 
एकका. भी दर्शन कर लेता है, वह परलोकमें निर्मल 
स्थान पाकर अनन्त वर्षोतक आनन्दका अनुभव करता 
है। उसके मन, वाणी और झारीरके सभी पाप नष्ट हो 
जाते हैं-इसमें तनिक भी अन्यथा विचार करनेकी 
आवश्यकता नहीं है। और जो इन सभी तीथाँकी यात्रा 


सृष्टिखण्ड ] 


» ब्रह्माजीके यज्ञके ऋत्विजॉका वर्णन > 


११३ 


५५७५७५५०५५ ५७७७७४७७७७ ७७३७ ७३७३ &»०५%5%##»5»#*5##/# 55» *४“*»»९०५५५४०७&&*&&&*925*2०2 26. 


करके मेरा दर्शन करता है, वह मोक्षका अधिकारी होकर 
मेरै लोकमें निवास करता है। जो पुष्प, नैवेद्य एवं धूप 
चढ़ाता और ब्राह्मणॉको [भोजनादिसे] तृप्त करता है, 
साथ ही जो स्थिरतापूर्वक ध्यान लगाता है, वह शीघ्र ही 
परमेश्वरको प्राप्त कर लेता है। उसे पुण्यका श्रेष्ठ फल 
तथा अन्त्तमें मोक्ष प्राप्त होता है। जो इन तीर्थोकी यात्रा 
करता या कराता है अथवा जो इस प्रसङ्गको सुनता है, 
वह भी समस्त पापोंसे छुटकारा पा जाता है। शङ्कर ! 
इस विषयमें अधिक क्या कहा जाय---इन तीथोँकी यात्रा 
करनेसे अप्राप्य वस्तुकी प्राप्ति होती है और सारा पाप नष्ट 
हो जाता है । जिन्होंने पुष्कर तीर्थमें अपनी पल्लीके दिये हुए 
पुष्करके जलसे सन्ध्या करके गायत्रीका जप किया है, 
उन्होंने मानो सम्पूर्ण बेदॉँका अध्ययन कर लिया। 
पुष्कर तीर्थके पवित्र जलको झारी अथवा मिट्टीके 
करवेमें ले आकर सायंकालमें एकाग्र मनसे प्राणायाम- 
पूर्वक सन्ध्योपासन करना चाहिये। शङ्कर ! इस प्रकार 
सन्ध्या करनेका जो फल है, उसका अब श्रवण करो। 
उस पुरुषको एक ही दिनकी सन्ध्यासे बारह वर्षोतक 
सन्ध्योपासन करनेका फल मिल जाता है । पुष्करमें स्नान 
करनेपर अश्वमेध यज्ञका फल. होता है, दान करनेसे 
उसके दसगुने और उपवास करनेसे अनन्तगुने फलकी 
प्राप्ति होती है। यह बात मैंने स्वयं [भलीभाँति 
सोच-विचारकर] कही है । तीर्थसे अपने डेरेपर आकर 
शास्त्रीय विधिके अनुसार पिण्डदानपूर्वक पितरोंका श्राद्ध 
करना चाहिये। ऐसा करनेसे उसके पितर ब्रह्मके एक 
दिन (एक कल्प) तक तृप्त रहते हैं। शिवजी ! अपने 
डेरेमें आकर पिण्डदान करनेवालॉको तीर्थकी अपेक्षा 
अठगुना अधिक पुण्य होता है; क्योंकि वहाँ द्विजातियों- 
द्वारा दिये जाते हुए पिण्डदानपर नीच पुरुषोंकी दृष्टि नहीं 


पड़ती । एकान्त और सुरक्षित गृहमें ही पितरोंके श्राद्धका 
विधान है; क्योंकि बाहर नीच पुरुषोंकी दृष्टिसे दूषित हो 
जानेपर यह पितरोंको नहीं पहुँचता । आत्मकल्याणकी 
इच्छा रखनेवाले पुरुषको गुप्तरूपसे ही पिण्डदान करना 
चाहिये। यदि श्राद्धमे दिया जानेवाला पक्कान्न साधारण 
मनुष्य देख लेते हैं, तो उससे कभी पितरोंकी तृप्ति नहीं 
होती। मनुजीका कथन है कि तीर्थेमिं श्राद्धके लिये 
ब्राह्मणकी परीक्षा नहीं करनी चाहिये। जो भी अन्नकी 
इच्छासे अपने पास आ जाय, उसे भोजन करा देना 
चाहिये ।'* श्राद्धके योग्य समय हो था न हो-- तीर्थमें 
पहुँचते हो मनुष्यको सर्वदा स्रान, तर्पण और श्राद्ध 
करना चाहिये । पिण्डदान करना तो बहुत ही उत्तम है, 
वह पितरोंको अधिक प्रिय है । जब अपने वंशका कोई 
व्यक्ति तीर्थमें जाता है तब पितर बड़ी आशासे उसकी 
ओर देखते हैं, उससे जल पानेकी अभिलाषा रखते हैं; 
अतः इस कार्यमें विलम्ब नहीं करना चाहिये। और यदि 
दूसरा कोई इस कार्यको करना चाहता हो तो उसमे चिन्न 


"नहीं डालना चाहिये। सत्ययुगमें पुष्करका, त्रेतामें 


नमैशिषारण्यका, द्वापरमें कुरुक्षेत्र तथा कलियुगमें 
गङ्गाजीका आश्रय लेना चाहिये। अन्यत्रका किया हुआ 
पाप तीर्थमें जानेपर कम हो जाता है; किन्तु तोर्थका किया 
हुआ पाप अन्यत्र कहीं नहीं छूठता।प जो सबेरे और. 
ज्ञामको हाथ जोड़कर पुष्कर तीर्थका स्मरण करता है, 
उसे समस्त तीथोमिं आचमन करनेका फल प्राप्त हो जाता 
है। जो पुष्करमें इन्द्रिय-संयमपूर्वक रहकर प्रातःकाल 
और सन्ध्याके समय आचमन करता है, उसे सम्पूर्ण 
यज्ञॉका फल प्राप्त होता है। तथा वह ब्रह्मलोकको जाता 
है। जो बारह वर्ष, बारह दिन, एक मास अथवा पक्षभर 
भी पुष्करमें निवास करता है, वह परम गतिको प्राप्त 


* तीर्थेषु ब्राह्मण नैन परीक्षेत कर्थचन । अन्नार्थिनमनुप्राप्त भोज्ये तु मनुरबवोत्‌ ॥ 


(२९॥ २१२) 


† कृते युगे पुष्कराणि त्रेतायां नैमिषं स्मृतम्‌। द्वापरे च कुरुक्षेत्र कलौ गङ्गो समाश्रयेत्‌ ॥ 


'यदन्यत्रकृते पापं तीथे त्याति लाघवम्‌। न तीर्थकृतमन्यत्र क्कचित्‌ पापे घ्यपोहति॥ 


(२९-२२८) 
६ 


करता है। इस पृथ्वीपर करोड़ों तीर्थ हैं। वे सब 
तीनों सन्ध्याओकि समय पुष्करमें उपस्थित रहते हैं। 
पिछले हजारों जन्मॉके तथा जन्मसे लेकर मृत्यु- 


पर्यन्त वर्तमान जीवनके जितने भी पाप हैं, उन सबको 
पुष्करमें एक बार स्त्रान करके मनुष्य भस्म कर 
डालता है। 


"च शच 


श्रीरामके द्वारा शम्बूकका वध और मरे हुए ब्राह्मण-बालकको जीवनकी प्राप्ति 


पुलस्त्यजी बोले--राजन्‌ ! पूर्वकालमें स्वये 
भगवानूने जन रघुवंशमें अवतार लिया था तब वहाँ वे 
श्रीराम-नामसे विख्यात हुए। तब उन्होंने ऊङ्कामें जाकर 
रावणको मारा और देवताओका कार्य किया था । इसके 
बाद जब वे वनसे लौटकर पृथ्वीके राज्यसिंहासनपर 
स्थित हुए, उस समय उनके दरबारमें {अगस्त्य आदि] 
बहुत-से महात्मा ऋषि उपस्थित हुए। महर्षि 
अगस्त्यजीकी आज्ञासे द्वारपालने तुरंत जाकर महाराजको 
ऋषियोके आगमनकी सूचना दी । सूर्यके समान तेजस्वी 
महर्षियॉको द्वारपर आया जान श्रीरामचन्द्रजीने द्वारपालसे 
कहा--'तुम शीघ्र ही उन्हें भीतर ले आओ ।' 
श्रीरामकी आज्ञासे द्वारपालने उन मुनियॉको सुख- 
पूर्वक महलके भीतर पहुँचा दिया। उन्हें आया देख 
रघुनाथजी हाथ जोड़कर खड़े हो गये और उनके चरणोंमें 
प्रणाम करके उन्होंने उन सबको आसनोंपर बिठाया। 


तदनन्तर पुरोहित वसिष्ठजीने पाद्य, अर्घ्य और आचमनीय 
निवेदन करके उनका आतिथ्य-सत्कार किया । तत्पश्चात्‌ 
श्रीरामचन्द्रजीने जब उनसे कुशल-समाचार पूछा, तब वे 
वेदवेत्ता महर्षि [महर्षि अगस्त्यको आगे करके] इस 
प्रकार बोले-- “महाबाहो ! आपके प्रतापसे सर्वत्र 
कुशल है। रघुनन्दन ! बड़े सौभाग्यकी बात है कि 
शत्रुदलका संहार करके लौटे हुए आपको हमलोग 
सकुशल देख रहे हैं। कुलघाती, पापी एवं दुरात्मा 
राबणने आपकी पत्नीको हर लिया था । बह उन्हींके तेजसे 
मारा गया । आपने उसे युद्धमें मार डाला । रधुसिंह ! 
आपने जैसा कर्म किया है, वैसा कर्म करनेवाला इस 
संसारमें दूसरा कोई नहीं है । राजेन्द्र । हम सन लोग यहाँ 
आपसे वार्तालाप करनेके लिये आये हैं। इस समय 
आपका दर्शन करके हम पवित्र हो गये । आपके दर्शनसे 
हम वास्तवमें आज तपस्वी हुए हैं। आपने सबसे शत्रुता 
रखनेबाले रावणका बध करके हमारे आँसू पोछे हैं और 
सब लोगोंको अभयदान दिया है । काकुत्स्थ ! आपके 
पराक्रमकी कोई थाह नहीं है। आपकी विजयसे वृद्धि हो 
रही है, यह बड़े आनन्दकी बात है । हमने आपका दर्शन 
और आपके साथ सम्भाषण कर लिया, अब हमलोग 
अपने-अपने आश्रमको जायैगे। रघुनन्दन ! आप 
भविष्यमें कभी हमारे आश्रमपर भी आइयेगा ।' 
पुलस्त्यजी कहते हैं--भीष्म ! ऐसा कहकर बे 
मुनि उसी समय अन्तर्धान हो गये । उनके चले जानेपर 
धर्मात्माओमें श्रेष्ठ श्रीरामचन्रजीने सोचा--“ अहो ! 
मुनि आगस्त्यने मेरे सामने जो यह प्रस्ताव रखा है कि 
“रघुनन्दन ! फिर कभी मेरे आश्रमपर भी आना' तन 
अवश्य ही मुझे महर्षि अगस्त्यके यहाँ जाना चाहिये और 


- देवताओंकी कोई गुप्त बात हो तो उसे सुनना चाहिये । 


अथवा यदि वे कोई दूसरा काम बताये तो उसे भी करना 


सृष्टिखण्ड ] 


» श्रीरामके डारा झाम्बूकका वध और मरे हुए आ्राह्मणबालकको जीवनव्की प्राप्ति « 


११५ 


चाहिये।” ऐसा विचारकर महात्मा रघुनाथजी पुनः 
अजा-पालनमें लग गये । एक दिन एक बूढ़ा ब्राह्मण, जो 
उसी प्रान्तका रहनेवाला था, अपने मरे हुए पुत्रको लेकर 
राजद्वारपर आया और इस प्रकार कहने लगा--'बेटा ! 
मैंने पूर्वजन्मभें ऐसा कौन-सा पाप किया है, जिससे तुझ 
इकलोते पुत्रको आज मैं मौतके मुखमें पड़ा देख रहा हूं! 
निश्चय ही यह महाराज श्रीरामका ही दोष है, जिसके 
कारण तेरी मृत्यु [इतनी जल्दी] आ गयी । रघुनन्दन ! 
अब मैं भी स्त्रीसहित प्राण त्याग दूँगा। फिर आपको 
बालहत्या, ब्रह्महत्या और स्त्रीहत्या-- तीन पाप लगेंगे । 

रघुनाथजीने उस ब्राह्मणकी दुःख और शोकसे भरी 
सारी बात सुनी। फिर उसे चुप कराकर महर्षि 
वसिष्ठजीसे पूछा--'गुरुदेथ ! ऐसी अबस्थामें इस 
अवसरपर मुझे क्या करना चाहिये ? इस ब्राह्मणकी कही 
हुई बात सुनकर मैं किस प्रकार अपने दोषका मार्जन 
करूं--कैसे इस बालकको जीवन-दान दूँ ?' [इतनेमें 
ही देवर्षि नारद वहाँ आ पहुँचे।] वे वसिष्ठके सामने 
खड़े हो अन्य ऋषियोंके समीप महाराज श्रीरामसे 


कता ४७५४४ ४ 4 १-7 ४ ४४ ४ #१ ४ ४ ७» म ४४ * ४4-५ 8 कड मत 58 तत 55 #&5#35:55#:5:%#. 


पहले सत्ययुगमें सब ओर ब्राह्मणोंकी ही प्रधानता थी। 
कोई ब्राह्मणेतर पुरुष तपस्वी नहीं होता था। उस समय 
सभी अकालमृत्युसे रहित और चिरजीवी होते थे। फिर 
त्रेतायुग आनेपर ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनोंकी प्रघानता हो 
जाती है--दोनों ही तपमें प्रवृत्त होते हैं । द्वापरमें वैश्योमें 
भी तपस्याका प्रचार हो जाता है। यह तीनों युगेकि 
धर्मकी विशेषता है। इन तीनों युगोंमें शुद्रजातिका मनुष्य 
तपस्या नहीं कर सकता, केवल कलियुममें शूद्रजातिको 
भी तपस्याका अधिकार होगा। राजन्‌ ! इस समय 
आपके राज्यकी सीमापर एक खोटी बुद्धिवाला शुद्र 
अत्यन्त कठोर तपस्या कर रहा है। उसीके शास्त्रविरुद्ध 
आचरणके प्रभावसे इस बालककी मृत्यु हुई है । राजाके 
राज्य या नगरमें जो कोई भी अधर्म अथवा अनुचित 
कर्म करता है, उसके पापका चतुथौहा राजाके हिस्सेमें 
आता है | अतः पुरुषश्रेष्ठ ! आप अपने राज्यमें घूमिये 
और जहाँ कहीं भी पाप होता दिखायी दे, उसे रोकनेका 
अयल कीजिये। ऐसा करनेसे आपके धर्म, बल और 
आयुकी वृद्धि होगी । साथ ही यह बालक भी जी उठेगा । 
नारदजीके इस कथनपर श्रीरघुनाथजीको बड़ा 
आश्चर्य हुआ। वे अत्यन्त हर्षमें भरकर लक्ष्मणसे 
बोले--'सौम्य ! जाकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मणको सान्त्वना दो 
और उस बालकके शरीरको तेलसे भरी नावमें रवा दो । 
जिस प्रकार भी उस निरपराध बालकके शरीरकी रक्षा हो 
सके, बह उपाय करना चाहिये।' उत्तम लक्षणोंसे युक्त 
'सुमित्राकुमार लक्ष्मणको इस प्रकार आदेश देकर भगवान्‌ 
रामने पुष्पक विमानका स्मरण किया । रघुनाथजीका 
अभिप्राय जानकर इच्छानुसार चलनेवाला बह स्वर्णभूषित 
विमान एक ही मुहूर्तमे उनके समीप आ पहुँचा और हाथ 
जोड़कर बोला-- “महाराज ! आपका आज्ञाकारी यह 
दास सेवामें उपस्थित है ।' पुष्पककी सुन्दर उक्ति सुनकर 
महाराज श्रीराम महर्षि असिष्ठको प्रणाम करके विमानपर 
आरूद़ हुए और धनुष, भाथा एवं चमचमाता हुआ खड्ग 
लेकर तथा लक्ष्मण और भरतको नगरका भार सौंप 


बोले--'रधुनम्दन ! इस बालककी जिस प्रकार दक्षिण दिशाकी ओर चल दिये। [दण्डकारण्यके पास 


अकालमृत्यु हुई है, उसका कारण बताता हुँ; सुनिये । 
सेग्यन्पुर ५-7 


पहुँचनेपर] एक पर्वतके दक्षिण किनारे बहुत बड़ा तालाब 


११५ 


* अर्चयस्व इदीकेश यदीच्छसि परं यदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


धि 


दिखायी दिया। रघुनाथजीने देखा--उस सरोवरके 
'तटपर एक तपस्वी नीचा मुँह किये लटक रहा है और 
बड़ी कठोर तपस्या कर रहा है। भगवान्‌ श्रीराम उस 
तपस्वीके पास जाकर बोले--'तापस ! मैं दशरथका पुत्र 
राम हूँ और कौतूहलबश तुमसे एक प्रश्न पूछता हूँ। मैं 
यह जानना चाहता हूँ, तुम किसलिये तपस्या करते हो, 
'ठीक-ठीक बताओ- -तुम ब्राह्मण हो या दुर्जय क्षत्रिय ? 


तीसरे वर्णमें उत्पन्न वैश्य हो या शूद्र? तपस्या - 


सत्यस्वरूप और नित्य है । उसका उद्देश्य है--स्वर्गादि 
उत्तम लोकोंकी प्राप्ति । तप सात्त्विक, राजस और तामस 
तीन प्रकारका होता है। ्रह्माजीने जगत्के उपकारके 
लिये तपस्याकी सृष्टि की है। [अतः परोपकारके 
उद्देश्यसे किया हुआ तप 'साखिक' होता है;] 
क्षत्रियोचित तेजकी प्रासिके लिये किया जानेवाला भयङ्कर 
तप 'राजस” कहलाता है तथा जो दूसरोका नाश करनेके 
लिये [अपने शरीरको अस्वाभाविक रूपसे कष्ट देते 
हुए] तपस्या की जाती है, वह 'आसुर' (तामस) कही 
गयी है। तुम्हारा भाव आसुर जान पड़ता है; तथा मुझे 
ऐसा प्रतीत होता है कि तुम द्विज नहीं हो।' 
अनायास ही महान्‌ कर्म करनेवाले श्रीरघुनाथजीके 
उपर्युक्त वचन सुनकर नीचे मस्तक करके लटका हुआ 


शुद्र उसी आवस्थामें बोला-- “नृपश्रेष्ठ ! आपका स्वागत 
है। रघुनन्दन ! चिरकालके बाद मुझे आपका दर्शन 
हुआ है। मै आपके पुत्रके समान हूँ, आप मेरे लिये 
पिताके तुल्य हैं । क्योंकि राजा तो सभीके पिता होते हैं। 
महाराज ! आप हमारे पूजनीय हैं। हम आपके राज्यमें 
तपस्या करते हैं; उसमें आपका भी भाग है । विधाताने 
'पहलेसे ही ऐसी व्यवस्था कर दी है। राजन्‌। आप धन्य 
हैं, जिनके राज्यमें तपस्वीलोग इस प्रकार सिद्धिकी इच्छा 
रखते हैं! मैं शाद्रयोनिमें उत्पन्न हुआ हूँ और कठोर 
तपस्यामें लगा हूँ। पृथ्वीनाथ ! मैं झूठ नहीं बोलता; 
क्योंकि मुझे देवलोक प्राप्त करनेकी इच्छा है। 
काकुत्स्थ ! मेरा नाम शम्बूक है ।' 

बह इस प्रकार बातें कर ही रहा था कि 
श्रीरधुनाथजीने म्यानसे चमचमाती हुई तलवार निकाली 
और उसका उज्ज्वल मस्तक धड़से अलग कर दिया। 
उस शुद्रके मारे जानेपर इन्द्र और अभि आदि देवता 
“साधु-साधु' कहकर बारम्बार श्रीरामचन्द्रजीकी प्रशंसा 
करने लंगे। आकाशसे श्रीरामचन्द्रजीके ऊपर वायु 
देवताके छोड़े हुए दिव्य फूलॉकी सुगन्धभरी वृष्टि होने 
लगी । जिस क्षण यह शूद्र मारा गया, ठीक उसी समय 
'चह बालक जी उठा। 


— + =— 


महर्षि अगस्त्यद्वारा राजा श्वेतके उद्धारकी कथा 


पुरूस्त्यजी कहते है--तदनन्तर देवतालोग अपने 
अहुत-से विमानेकि साथ वहाँसे चल दिये! 
श्रीरामचन्द्रजीने भी शीघ्र ही महर्षि अगस्त्यके तपोवनकी 
ओर प्रस्थान किया । फिर श्रीरघुंनाथजी पुष्पक विमानसे 
उतरे और मुनिश्रेष्ठ अगस्त्यको प्रणाम करनेके लिये 
उनके समीप गये। | 

श्रीराम खोले--मुनिश्रेष्ठ ! मैं दशरथका पुत्र राम 
आपको भ्रणाम करनेके लिये सेवामें उपस्थित हुआ हूँ । 
आप अपनी सौम्य दृष्टिसे मेरी ओर निहारिये। 

इतना कहकर उन्होंने बारम्बार मुनिके चरणोंमें 
प्रणाम किया और कहा--'भगवन्‌ ! मैं झम्बूक नामक 
शूका वध करके आपका दर्शन करनेकी इच्छासे यहाँ 


आया हूँ। कहिये, आपके शिष्य कुशलसे हैं न? इस 
'बनमें तो कोई उपद्रव नहीं है ?' 

आगस्त्यजी खोरे--रघुश्ेष्ठ ! आपका स्वागत 
है। जगद्वन्द्य सनातन परमेश्वर ! आपके दर्शनसे आज 
मैं इन मुनियोंसहित पवित्र हो गया। आपके लिये यह 
अर्घ्य प्रस्तुत है, इसे स्वीकार करें। आप अपने अनेकों 
उत्तम गुणोके कारण सदा सबके सम्मानपात्र हैं। मेरे 
इृदयमें तो आप सदा ही विराजमान रहते हैं, अतः मेरे 
परम पूज्य हैं। आपने आपने धर्मसे आहाणके मरे हुए 
बालकको जिला दिया। भगघन्‌! आज रातको आप 
यहाँ मेरे पास रहिये। महामते ! कल सबेरे आप पुष्पक 
विमानसे अयोध्याको लौट जाइयेगा। सौम्य । यह 


» महर्षि अगस्त्यद्वारा राजा श्वेतके उद्धारकी कथा « 


१९७ 


आभूषण विश्वकर्माका बनाया हुआ है। यह दिव्य 
आभरण है और अपने दिव्य रूप एवं तेजसे जगमगा 
रहा है। राजेन्द्र ! आप इसे स्वीकार करके मेरा प्रिय 
कीजिये; क्योंकि आप्त हुई वस्तुका पुनः दान कर देनेसे 
महान्‌ फलकी प्राप्ति बतायी गयी है। 
श्रीरामने कहा--्रह्मन्‌! आपका दिया हुआ 
दान लेना मेरे लिये निन्दाकी बात होगी। क्षत्रिय 
जान-बूझकर ब्राह्मणका दिया हुआ दान कैसे ले सकता 
है, यह बात आप मुझे बताइये । किसी आपत्तिके कारण 
मुझे कष्ट हो--ऐसी बात भी नहीं है; फिर दान कैसे लै. । 
इसे लेकर मुझे केवल दोषका भागी होना पड़ेगा, इसमें 
तनिक भी सन्देह नहीं है। 
अगस्त्यजी खोले- श्रीराम ! प्राचीन सत्ययुगर्मे 

जन अधिकांश मनुष्य ब्राह्मण ही थे, तथा समस्त प्रजा 
राजासे हीन थी, एक दिन सारी प्रजा पुराणपुरुष 
ब्रह्माजीके पास राजा प्राप्त करनेकी इच्छासे गयी और 
कहने लगी--'रोकेश्वर ! जैसे देवताओंके राजा 
देवाधिदेव इन्द्र हैं, उसी प्रकार हमारे कल्याणके लिये भी 
इस समय एक ऐसा राजा नियत कीजिये, जिसे पूजा 
और भेंट देकर सब लोग पृथ्वीका उपभोग कर सकें ।' 
तब देनताओंमें श्रेष्ठ ब्रह्माजीने इन्द्रसहित समस्त 
लोकपालोंको बुलाकर कहा--'तुम सब लोग अपने- 
अपने तेजका अंश यहाँ एकत्रित करो ।' तन सम्पूर्ण 
लोकपालेने मिलकर चार भाग दिये। यह भाग अक्षय 
था। उससे अक्षय राजाकी उत्पत्ति हुई। लोकपालेकि 
उस अंशको ब्रह्माजीने मनुष्यॉके लिये एकत्रित किया । 
उसीसे राजाका प्रादुर्भाव हुआ, जो प्रजाओके 
हित-साधनमें कुशल होता है। इन्द्रके भागसे राजा 
सबपर हुकूमत चलाता है। यरुणके अंशसे समस्त 
देहधारियोंका पोषण करता है। कुबेरके अंदासे वह 
याचकोको धन देता है तथा राजामें जो यमसजका अंश 
है, उसके द्वारा वह प्रजाको दण्ड देता है। रघुश्रेष्ठ ! 
उसी इन्द्रे भागसे आप भी मनुष्योके राजा हुए हैं, 
इसलिये प्रभो ! मेरा उद्धार करनेके लिये यह आभूषण 
अहण कीजिये। 


पुरूस्त्यजी कहते हैं-राजन्‌। तन 
श्रीरघुनाथजीने महात्मा अगस्त्यके हाथसे वह दिव्य 
आभूषण ले लिया, जो बहुत ही विचित्र था और सूर्यकी 
तरह चमक रहा था। उसे लेकर जे निहारते रहे । फिर 
बारम्बार बिचार करने लगे--'ऐसे रल तो मैने 
विभीषणकी लङ्कामें भी नहीं देखे।' इस प्रकार 
मन-ही-मन सोच-विचार करनेके बाद श्रीरामचन्द्रजीने 
महर्षि अगस्त्यसे उस दिव्य आभूषणकी प्राप्तिका वृत्तान्त 
पूछना आरम्भ किया । 

श्रीराम बोले--ब्रह्मन्‌ ! यह रत्न तो बड़ा अद्भुत 
है। राजाओकि लिये भी यह अलभ्य ही है। आपको यह 
कहाँसे और कैसे मिल गया? तथा किसने इस 
आभूषणको बनाया है ? 

अगस्त्यजीने कहा--रघुनन्दन ! पहले त्रेतायुगमें 
एक बहुत विशाल वन था। इसका व्यास सौ योजनका 
था। किन्तु उसमें न कोई पशु रहता था, न पक्षी। उस 
बनके मध्यभागमें चार कोस लम्बी एक झील थी, जो 
हंस और कारण्डव आदि पक्षियोंसे संकुल थी । वहाँ मैने 
एक बड़े आश्चर्यकी बात देखी । सरोवरके पास ही एक 
बहुत बड़ा आश्रम था, जो बहुत पुराना होनेपर भी 
अत्यन्त पवित्र दिखायी देता था, किन्तु उसमें कोई 
"तपस्वी नहीं था और न कोई और जील भी थे। मैंने उस 
आश्रममें रहकर मऔष्मकाळकी एक रात्रि व्यतीत की। 
सबेरे उठकर जब तालामकी ओर चला तो रास्ेमें मुझे 
एक बहुत बड़ा मुर्दा दीख पड़ा, जिसका शरीर अत्यन्त 
हृष्ट-पुष्ट था। मालूम होता था किसी तरुण पुरुषकी 
लाश है। उसे देखकर मैं सोचने लगा--“यह कौन है ? 
इसकी मृत्यु कैसे हो गयी तथा यह इस महान्‌ बनमें 
आया कैसे था ? इन सारी बातोंका मुझे अवश्य पता 
लगाना चाहिये ।' मैं खड़ा-खड़ा यही सोच रहा था कि 
इतनेमें आकाशसे एक दिव्य एवं अद्धुत विमान उतरता 
दिखायी दिया। बह परम सुन्दर और मनके समान 
वेगशाली था । एक ही क्षणमें वह विमान सरोबरके निकट 
आ पहुँचा । मैंने देखा, उस विमानसे एक दिव्य मनुष्य 
उतरा और सरोवरमें नहाकर उस मुर्देका मांस खाने 


११८ 


अक०७ड33ै%५0७५७ 83 डै0 ४ ४४४४ ४७७४: * ४४४५ 9:% ४४ $ + 58 * $3/ #ै ४ ५४४ +४$# » ५:५४: / ४४४४3 &७:५०/##:0&&*&*&4+ ५ ४४४४४ &0 »+# ४४७४७ 


लछूगा। भरपेट उस मोटे-ताजे मुर्देका मांस खाकर वह 
फिर सरोवरमें उतरा और उसकी शोभा निहारकर फिर 
शीघ्र ही खर्गकी ओर जाने गा। उस शोभा-सम्पन्न 
देवोपम पुरुषको ऊपर जाते देख मैंने कहा“ “'स्वर्ग- 
'लोकके निवासी महाभाग ! [तनिक ठहरो] । मैं तुमसे 
एक बात पूछता हूँ---तुम्हारी यह कैसी अवस्था है? 
तुम कौन हो ? देखनेमें तो तुम देवताके समान जान 
पड़ते हो; किन्तु तुम्हारा भोजन बहुत ही घृणित है! 
सौम्य ! ऐसा भोजन क्यों करते हो और कहाँ रहते हैं ?' 

रघुनन्दन ! मेरी बात सुनकर उस स्वर्गवासी पुरुषने 
हाथ जोड़कर कहा---“विप्रवर ! मेरा जैसा वृत्तान्त है, 
उसे आप सुनिये। पूर्वकालकी बात है, विदर्भदिशमें मेरे 
महायशस्बी पिता राज्य करते थे। वे बसुदेवके नामसे 
त्रिलोकीमें विख्यात और परम धार्मिक थे। उनके दो 
ख्या थीं। उन दोनोंसे एक-एक करके दो पुत्र हुए। मैं 
उनका ज्येष्ठ पुत्र था । लोग मुझे श्वेत कहते थे। मेरे छोटे 
भाईका नाम सुरथ था। पिताकी मृत्युके बाद 
पुरवासियॉने विदर्भदेशके राज्यपर मेण अभिषेक कर 
दिया । तब मैं वहाँ पूर्ण सावधानीके साथ राज्य-सञ्चालन 
करने लगा। इस प्रकार राज्य और प्रजाका पालन करते 
मुझे कई हजार वर्ष जीत गये । एक दिन किसी निमित्तको 
रेकर मुझे प्रबल वैराग्य हो गया और मैं मरणपर्यन्त 
'तपस्याका निश्चय करके इस तपोबनमें चला आया । 
राज्यपर मैंने अपने भाई महारथी सुरथका अभिषेक कर 
दिया था । फिर इस सरोवरपर आकर मैने अत्यन्त कठोर 
तपस्या आरम्भ की । अस्सी हजार वर्षोतक इस जनमें 
मेरी तपस्या चालू रही । उसके प्रभावसे मुझे भुवनोंमें 
सर्वश्रेष्ठ कल्याणमय ब्रहालोककी प्राप्ति हुई । किन्तु वहाँ 
पहुँचनेपर मुझे भूख और प्यास अधिक सताने लगी । 
मेरी इन्द्रियाँ सलमला ठठीं। मैंने त्रिलोकोके सर्वश्रेष्ठ 
देवता ब्रह्माजीसे पूछा--'भगवन्‌ ! यह लोक तो भूख 
और प्याससे रहित सुना गया है; यह मुझे किस कर्मका 
फल प्राप्त हुआ है कि भूख और प्यास यहाँ भी मेरा 
पिण्ड नहीं छोड़तीं ? देव ! शीघ्र बताइये, मेरा आहार 
कया है?” महामुने ! इसपर ब्रह्माजीने बहुत देरतक 


० अर्चयस्व हवीकेशं यदीच्छसि परं पदम: > 


[ संक्षिप्त पषापुराण 


२७७३३६५ ७७७ ७७७७७७ ४४ # ४ ४ 


सोचनेके बाद कहा--'तात ! पृथ्वीपर कुछ दान किये 
बिना यहाँ कोई वस्तु खानेको नहीं मिलती । तुमने उस 
जन्ममें भिखमंगेको कभी भीखतक नहीं दी। [जन तुम 
राजभवनमें रहकर राज्य करते थे,] उस समय भूलसे या 
'मोहवश तुम्हारे द्वारा किसी अतिथिको भोजन नहीं मिला 
है। इसलिये यहाँ रहते हुए भी तुम्हें भूख-प्यासका कष्ट 
भोगना पड़ता है। राजेन्द्र! भाँति-भाँतिके आहारोंसे 
जिसको तुमने भलीभाँति पुष्ट किया था, वह तुम्हारा 
उत्तम झरीर पड़ा हुआ है; उसीका मांस खाओ, उसीसे 
तुम्हारी तृप्ति होगी ।' 

“ब्रह्माजीके ऐसा कहनेपर मैंने पुनः उनसे निवेदन 
किया--'प्रभो ! अपने शरीरका भक्षण कर लेनेपर भी 
फिर मेरे लिये दूसरा कोई आहार नहीं रह जाता है। 
जिससे इस शरीरकी भूख मिट सके तथा जो कभी 
चुकनेवाला न हो, ऐसा कोई भोजन मुझे देनेकी कृपा 
कीजिये ।' तब ब्रह्माजीने कहा- “तुम्हारा शरीर ही 
अक्षय बना दिया गया है। उसे प्रतिदिन खाकर तुम 
तृप्तिका अनुभव करते रहोगे। इस प्रकार अपने ही 
शरीरका मांस खाते जब तुम्हें सौ वर्ष पूरे हो जायेंगे, उस 
समय तुम्हारे विशाल एवं दुर्गम तपोवनमें महर्षि अगस्त्य 
पधारेंगे। उनके आनेपर तुम संकटसे छूट जाओगे। 
राजर्षे ! वे इन्द्रसहित सम्पूर्ण देवताओं और असुरोंका 
भी उद्धार करनेमें समर्थ हैं, फिर तुम्हारे इस घृणित 
आहारको छुड़ाना उनके लिये कौन बड़ी बात है।' 
भगवान्‌ ब्रह्माजीका यह कथन सुनकर मैं अपने शरीरके 
मासका घृणित भोजन करने लगा । विप्रवर ! यह कभी 
नष्ट नहीं होता तथा इससे मेरी पूर्ण तृप्ति भी हो जाती है। 
न जाने कन वे मुनि इस बनमें आकर मुझे दर्शन देंगे, 
यही सोचते हुए मुझे सौ वर्ष पूरे हो गये है । ब्रह्मन्‌ ! 
अब आगस्त्य मुनि ही मेरे सहायक होंगे, यह बिलकुल 
निश्चित बात है।"- 

राजा श्वेतका यह कथन सुनकर तथा उनके उस 
चृणित आहारपर दृष्टि डालकर मैंने कहा--'अच्छा, तो 
तुम्हारे सौभाग्यसे मैं आ गया, अब निःसन्देह तुम्हारा 
उद्धार करूँगा।' तब वे मुझे पहचानकर दण्डकी भाँति 


११९ 


मेरे सामने पृथ्वीपर पड़ गये। यह देख मैंने उन्हें 
उठा लिया और कहा--'बताओ, मैं तुम्हारा कौन-सा 
उपकार करूँ ?' 

राजा बोले--ब्रह्मन्‌ ! इस घृणित आहारसे तथा 
जिस पापके कारण यह मुझे प्राप्त हुआ है, उससे मेरा 
आज उद्धार कीजिये, जिससे मुझे अक्षय लोककी प्राप्ति 
हो सके। नहार्षे ! अपने उद्धारके लिये मैं यह 
दिव्य आभूषण आपकी भेंट करता हूँ । इसे लेकर मुझपर 
कृपा कीजिये । 


रघुनन्दन ! उस स्वर्गवासी राजाकी ये दुःखभरी 
बातें सुनकर उसके ठद्धारकी दृष्टिसे ही वह दान मैंने 
स्वीकार किया, लोभवश नहीं। उस आभूषणको लेकर 
ज्यों ही मैंने अपने हाथपर रखा, उसी समय उनका यह 
मुर्दा शरीर अदृश्य हो गया । फिर मेरी आज्ञा लेकर वे 
राजर्षि बडी प्रसन्रताके साथ विमानद्वारा ब्रहालोकको 
चले गये । इन्द्रके समान तेजस्वी राजर्षि श्वेतने ही मुझे 
यह सुन्दर आभूषण दिया था और इसे देकर वे पापसे 
मुक्त हो गये। 


जा + ना 


दण्डकारण्यकी उत्पत्तिका वर्णन 


पुलस्त्यजी कहते हैँ--अगस्त्यजीके ये अद्भुत 
वचन सुनकर श्रीरघुनाथजीने विस्मयके कारण पुनः प्रश्न 
'किया--'महामुने ! वह वन, जिसका विस्तार सौ 
योजनका था, पशु-पक्षियोंसे रहित, निर्जन, सूना और 
भयङ्कर कैसे हुआ ?' 

अगस्त्यजी खोले--राजन्‌! पूर्वकालके 
सत्ययुगकी बात है, वैवस्वत मनु इस पृथ्वीका शासन 
करनेवाले राजा थे। उनके पुत्रका नाम इक्ष्वाकु था। 
इक्ष्वाकु बड़े ही सुन्दर और अपने भाइयोंमें सबसे बड़े 
थे। महाराज उनको बहुत मानते थे । उन्होंने इक्ष्वाकुको 
भूमण्डलके राज्यपर अभिषिक्त करके कहा--'तुम 
पृथ्वीकै राजवंशोॉके अधिपति (सम्राट) बनो।' 
रघुनन्दन ! “बहुत अच्छा’ कहकर इक्ष्वाकुने पिताकी 
आज्ञा स्वीकार की। तब खे अत्यन्त सन्तुष्ट होकर 
बोले--'बेटा ! अब तुम दण्डके द्वारा अजाकी रक्षा 
करो। किन्तु दण्डका अकारण प्रयोग न करना। 
मनुष्योंके द्वार आपराधियॉको जो दण्ड दिया जाता है, 
चह शास्त्रीय विधिके अनुसार [उचित अवसरपर] 
प्रयुक्त होनेपर राजाको स्वर्गमे ले जाता है इसलिये 
महाबाहो ! तुम दण्डके समुचित प्रयोगके लिये सदा 
सचेष्ट रहना । ऐसा करनेपर संसारमें तुम्हारे द्वारा अवश्य 
परम धर्मका पालन होगा ।' 

इस प्रकार एकाअ चित्तसे आपने पुत्र इक्ष्वाकुको 
बहुत-से उपदेश दे महाराज मनु बड़ी असन्नताके साथ 


ब्रह्मलोकको सिंघार गये। तत्पश्चात्‌ राजा इक्ष्वाकुको यह 
चिन्ता हुई कि “मैं कैसे पुत्र उत्पन्न करूँ ?' इसके लिये 
उन्होने माना प्रकारके शास्त्रीय कर्म (यज्ञ-यागादि) किये 
और उनके द्वारा राजाको अनेकों पुत्रोंकी प्राप्ति हुई। 
देवकुमारके समान तेजस्वी राजा इक्ष्वाकुने पुत्रोंको जन्म 
देकर पितरोंको सन्तुष्ट किया। रघुनन्दन ! इक्ष्वाकुके 
पत्रॉमें जो सबसे छोटा था, वह [गुणोमें] सबसे श्रेष्ठ 
था। वह शूर और विद्वान्‌ तो था ही, प्रजाका आदर 
करनेके कारण सबके विशेष गौरवका पात्र हो गया था। 
उसके बुद्धिमान्‌ पिताने उसका नाम दण्ड रखा और 
विश्ध्यगिरिके दो शिखरोके बीचमें उसके रहनेके लिये 
एक नगर दे दिया। उस नगरका नाम मघुमतत था। 
धर्मात्मा दण्डने बहुत वर्षोतक वहाँका अकण्टक राज्य 
किया । तदनन्तर एक समय, जब कि चारों ओर चैत्र 
मासकी मनोरम छटा छा रही थी, राजा दण्ड भार्गव 
मुनिके रमणीय आश्रमके पास गया । वहाँ जाकर उसने 
देखा-- भार्गव मुनिकी परम सुन्दरी कन्या, जिसके 
रूपकी कहीं तुलना नहीं थी, वनमें घूम रही है। उसे 
देखकर राजा दण्डके मनमें पापका उदय हुआ और वह 
-कामबाणसे पीड़ित हो कन्याके पास जाकर बोला-- 
“सुन्दरी ! तुम कहाँसे आयी हो? झोभामयी । तुम 
किसकी कन्या हो? मैं कामसे पीड़ित होकर तुमसे ये 
जातें पूछ रहा हूँ । वरारोहे ! मै तुम्हारा दास हूँ। सुन्दरि ! 
मुझ भक्तको अङ्गीकार करो ।' 


१२० 


अरजा खोली - राजेन्द्र ! आपको मालूम होना 
चाहिये कि मैं भार्गव-वंशकी कन्या हूँ। पुण्यात्मा 
जुक्राचार्यकी मैं ज्येष्ठ पुत्री हूँ, मेरा नाम अरजा है। 
पिताजी इस आश्रमपर ही निवास करते हैं। महाराज ! 
शुक्राचार्य मेरे पिता हैं और आप उनके शिष्य हैं। अतः 
धर्मके नाते मैं आपकी बहिन हूँ। इसलिये आपको 
मुझसे ऐसी बात नहीं कहनी चाहिये । यदि दूसरे कोई 
दुष्ट पुरुष भी मुझपर कुदृष्टि करें तो आपको सदा उनके 
हाथसे मेरी रक्षा करनी चाहिये। मेरे पिता बड़े क्रोधी 
और भयङ्कर हैं। वे [अपने शापसे] आपको भस्म कर 
सकते हैं। अतः नृपश्रेष्ठ ! आप मेरे महातेजस्वी पिताके 
पास जाइये और धर्मानुकूल बर्तावके द्वारा उनसे मेरे 
लिये याचना कीजिये। अन्यथा [इसके विपरीत 
आचरण करनेपर] आपपर महान्‌ एवं घोर दुःख आ 
पड्डेगा। मेरे पिताका क्रोध उभड़ जानेपर वे समूची 
त्रिलोकीको भी जलाकर खाक कर सकते हैं। 

दण्ड बोरूा- -सुन्दरी ! तुम्हें पा लेनेपर चाहे मेरा 
वध हो जाय अथवा वधसे भी महान्‌ कष्ट भोगना पड़े 
[मुझे स्वीकार है] । भीरु! मैं तुम्हारा भक्त हूँ, मुझे 
स्वीकार करो। 

ऐसा कहकर राजाने उस कन्याको बलपूर्वक 
जाहुपारमें कस लिया और उस एकान्त बनमें, जहाँसे 
कहीं आवाज भी नहीं पहुँच सकती थी, ठसे नंगा कर 
दिया! बेचारी अबला उसकी भुजाऑसे छूटनेके लिये 
बहुत छटपटायी, परन्तु फिर भी उसने स्वेच्छानुसार 
उसके साथ भोग किया। राजा दण्ड नह अत्यन्त 
कठोरतापूर्ण और महाभयानक अपराध करके तुरंत 
अपने नगरको चल दिया तथा भार्गव-कन्या अरजा 
दीनघावसे रोती हुई अत्यन्त उद्विम हो आश्रमके समीप 
अपने देव-तुल्य पिताके पास आयी । उसके पिता 
अमित तेजस्वी देवर्षि शुक्ताचार्य सरोवरपर सान करने 
गये थे। स्नान करके वे दो ही घड़ीमें शिष्यॉसहित 
आश्रमपर छौर आये। [आश्रमपर आकर) उन्होंने 
देखा--आरजाकी दशा बड़ी दयनीय है, वह घूलमें सनी 
हुई है! [ तुरंत ही सारा रहस्य उनके घ्यानमे आ 


० अर्चखस्व हृवीकेश यदीच्छसि पर॑ पदम्‌ « 


AfShremnretstnrreeeeestenreeneneessrsssneenreeseeseeremessesseennnneneeeennsenpnhanenes esses heres ented 


£ संक्षिप्त पद्धपुराण 


गया। ] फिर तो शुक्रको बड़ा रोष हुआ, बे तीनों 
लोकोंको दग्ध-सा करते हुए अपने शिष्योंको सुनाकर 
बोले---'घर्मके विपरीत आचरण करनेवाले अदूरदर्शी 
दण्डके ऊपर प्रज्वलित अभिशिखाके समान भयङ्कर 
विपत्ति आ रही है; तुम सब लोग देखना--वह खोटी 
बुद्धिवाला पापी राजा अपने देश, भृत्य, सेना और 
वाहनसहित नष्ट हो जायगा। उसका राज्य सौ योजन 
लम्बा-चौडा है, उस समूचे राज्यमें इन्द्र धूलकी बड़ी 
भारी वर्षा करेंगे। उस राज्यमें रहनेबाले स्थावर-जङ्गम 
जितने भी प्राणी हैं, उन सबका उस धूलकी वर्षासे शीघ्र 
ही नाश हो जायगा। जहाँतक दण्डका राज्य है, 
वहाँतकके उपवनों और आश्रमॉमें अकस्मात्‌ सात 
राततक धूलकी वर्षा होती रहेगी ।' 

क्रोधसे संतप्त होनेके कारण इस प्रकार शाप दे 
महर्षि शुक्रने आश्रमवासी शिष्योंसे कहा--'तुमलोग 
यहाँ रहनेवाले सन लोंगोको इस राज्यकी सीमासे बाहर 
ले जाओ ।' उनकी आज्ञा पाते ही आश्रमवासी मनुष्य 
शौघ्रतापूर्वक उस राज्यसे हट गये और सीमासे बाहर 
जाकर उन्होने अपने डेरे डाल दिये । तदनन्तर शुक्राचार्य 
अरजासे बोले--'ओ नीच बुद्धिवाली कन्या ! तू अपने 
चित्तको एकाग्र करके सदा इस आश्रमपर ही निवास 
कर। यह चार कोसके विस्तारका सुन्दर शोभासम्पन्न 
सरोवर है । अरजे ! तू रजोगुणसे रहित सात्त्विक जीवन 
व्यतीत करती हुई सौ वर्षोतक यहीं रह ।' महर्षिका यह 
आदेश सुन अरजाने 'तथास्तु' कहकर उनकी आज्ञा 
स्वीकार की । उस समय वह बहुत ही दुःखी हो रही थी । 
शुक्राचार्यने कन्यासे उपर्युक्त बात कहकर वहाँसे दूसरे 
आश्रमके लिये प्रस्थान किया । ब्रहावादी महर्षिके 
'कथनानुसार विन्ध्यगिरिके शिखरोंपर फैला हुआ राजा 
दण्डका समूचा राज्य एक सप्ताहके भीतर ही जलकर 
खाक हो गया | तबसे वह विशाल वन 'दण्डकारण्य' 
कहलाता है । रघुनन्दन ! आपने जो मुझसे पूछा था, यह 
सारा प्रसङ्ग मैंने कह सुनाया, अब सन्ध्योपासनका समय 
चीता जा रहा है। ये महर्षिगण सन ओर जलसे भरे घड़े 
लेकर अर्घ्य दे भगवान्‌ सूर्यकी पूजा कर रहे हैं। आप 


भी चलकर सन्ध्यावन्दन करें। 

ऋषिकी आज्ञा मानकर श्रीरघुनाथजी सन्ध्योपासन 
करनेके लिये उस पवित्र सरोवरके तटपर गये । तदनन्तर 
आचंमन एवं सायं-सन्ध्या करके श्रीरघुनाथजी महात्मा 
कुम्भजके आश्रममें गये । वहाँ उन्होंने बड़े आदरके साथ 
अधिक गुणकारी फल-मूल तथा रसीले साग भोजनके 
लिये अर्पण किये । नससश्रेष्ठ श्रीरामने बड़ी प्रसन्नताके साथ 
उस अमृतके समान मधुर भोजनका भोग लगाया और 
पूर्ण तृप्त होकर रात्रिमें नहीं शयन किया। सबेरे 


४ 
उन्होंने अपना नित्यकर्म किया और बहाँसे विदा होनेके 
लिये महर्षिके पास गये। वहाँ जाकर उन्होंने मुनिको 
प्रणाम किया और कहा--'ब्रह्मन्‌ ! अब मैं आपसे विदा 
होना चाहता हूँ, आप आशा देनेकी कृपा करें। महामुने ! 
आज मैं आपके दर्शनसे कृतार्थ और अनुगृहीत हुआ ।' 
श्रीरामचन्द्रजीके ऐसे अद्भुत वचन कहनेपर तपस्वी 
अगस्त्यजीने अत्यन्त असन्न होकर कहा- श्रीराम ! 
'कल्याणमय अक्षरोंसे युक्त आपका यह वचन बड़ा ही 
अद्भुत है। रघुनन्दन ! यह सम्पूर्ण प्राणियोंको पवित्र 
करनेवाला है । जो मनुष्य आपको दो घड़ी भी देख लेते 


जत्मुहूर्तमपि राम त्वां नेत्रेणेक्षन्ति थे नराः। पाविताः 


हैं, वे समस्त प्राणियोमें पवित्र हैं और देवता कहलाते 
हैं।# रघुश्रेष्ठ ! आप समस्त देहधारियोके लिये परम 
पावन हैं। आपका प्रभाव ऐसा ही है। जो लोग आपकी 
चर्चा करेंगे, उन्हें भी सिद्धि प्राप्त होगी । आप इस मार्गसे 
झान्त एवं निर्भय होकर जाइये और धर्मपूर्वक राज्यका 
पालन कीजिये; क्योंकि आप ही इस जगत्के एकमात्र 
सहारे हैँ।' 

महर्षिके ऐसा कहनेपर महाराज श्रीरामचन्द्रजीने 
हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया तथा अन्यान्य मुनिवरोंको 
भी, जो सब-के-सब तपस्याके घनी थे, सादर अभिवादन 
करके वे शान्तभावसे सुवर्णभूषित पुष्पक विमानपर चढ़ 
गये। यात्राके समय मुनिगणोने सब ओरसे उनपर 
आज्ञीर्वादोंकी वर्षा की। समस्त पुरुषार्थेकि ज्ञाता 
श्रीरघुनाथजी दोपहर होते-होते अयोघ्यामें पहुँचकर 
सातवीं ड्योढ़ीमें उतरे। तत्पश्चात्‌ उन्होंने इच्छानुसार 
चलनेवाले उस परम सुन्दर पुष्पक विमानको विदा कर 
दिया। फिर महाराजने द्वारपालोॉसे कहा--'तुमलोग 
फुर्तीसे जाकर भरत और लक्ष्मणको मेरे आगमनकी 
सूचना दो और उन्हें अपने साथ ही लिवा लाओ; विलम्ब 


सर्वभूतेषु कभ्यन्ते निदिवौकसः ॥(३४। ३८) 


१२२ ० अर्चयस्व हषीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ > 


244५७७७ %७३५५७५ ७५७७७५०५३७ १७५७५७७७७७ ७ ७७७४१ 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


Jshnoneseeeenesanseneserassesnsnensnssaneeeeamssepaeeeenn>५५४०५५५५५^५७५५१॥५९५५५२५५५५०५५५५५०१५५४/ ४०५४. 


न करना।' द्वारपाल आज्ञाके अनुसार जाकर दोनों यथावत्‌ सम्पादन किया है। अब मैं [प्रतिमास्थापन, 
कुमारोंको बुला ले आये । श्रीरघुनाथजी अपने प्रियबन्धु देवाल्य-निर्माण आदि] पूर्त-धर्मका अनुष्ठान करूँगा । 
भरत और लक्ष्मणको देखकर बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें वीरो ! मेरा कान्यकुब्ज देशमें जाकर भगवान्‌ वामनकी 
छातीसे लगाकर बोले--मैंने आह्मणके शुभ कार्यका प्रतिष्ठा करनेका विचार है।' 
og ® 9 se 
श्रीरामका लङ्का, रामेश्वर, पुष्कर एवं मथुरा होते हुए गङ्गातटपर जाकर भगवान्‌ 
श्रीवामनकी स्थापना करना 


भीष्मजीने पूछा--ब्रह्मषे ! श्रीरामचन्द्रजीने लक्ष्मण मेरे बाहरी आण हो । मेरे मनमें इस समय सबसे 


कान्यकुब्ज देशमें भगवान्‌ श्रीषामनकी प्रतिष्ठा किस 
प्रकार की, उन्हें श्रीवामनजीका विग्रह कहाँ प्राप्त 
हुआ--इन सब बातोंका विस्तारके साथ वर्णन 
कीजिये। भगवन्‌! श्रीरामचन्द्रजीके कीर्तनसे सम्बन्ध 
रखनेवाली कथा बड़ी ही मधुर, पावन तथा मनोरम होती 
है । आपने जो यह कथा सुनायी है, उससे मेरे हदय और 
कानोंको बड़ा सुख मिला है। सारा संसार भगवान्‌ 
श्रीरामको प्रेम और अनुरागसे देखता है; वे बड़े ही धर्मज्ञ 
थे। वे जब पृथ्वीका राज्य करते थे, उस समय सभी 
वृक्ष फल और रससे भरे रहते थे। पृथ्वी बिना जोते ही 
अन्न देती थी । उन महात्माका इस भूमण्डलपर कोई शात्रु 
नहीं था । अतः मुनिवर | मैं उन भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी- 
का सारा चरित्र सुनना चाहता हूँ! 
पुलस्त्यजी खोले--महाराज ! घर्मके मार्गपर 
स्थित रषनेवाले श्रीणमचन्द्रजीने कुछ कालके पश्चात्‌ जो 
महत्त्वपूर्ण कार्य किया, उसे एकाग्र मनसे सुनो । एक दिन 
औरधुनाथजी मन-ही-मन इस बातका विचार करने लगे 
कि 'रक्षस-कुलोत्पन्न राजा विभीषण लङ्कामें रहकर सदा 
ही राज्य करते रहें--उसमें किसी प्रकारकी विन्न-बाघा न 
पड़े, इसके लिये वया उपाय हो सकता है । मुझे चलकर 
उन्हें हितकी बात बतानी चाहिये, जिससे उनका राज्य सदा 
कायम रहे।' अमित तेजस्वी श्रीरामचन्द्रजी जब इस 
अकार विचार कर रहे थे, उसी समय भरतजी यहाँ आये 
और श्रीरामको विचारमम्र देख यों बोले--'देव ! आप 
कया सोच रहे है? यदि कोई गुप्त बात न हो तो मुझे 
बतानेकी कृपा करें।' श्रीरभुनाथजीने कहा--'मेरी कोई 
भी बात तुमसे छिपानेयोग्य नहीँ है । तुम और महायशस्बी 


बड़ी चिन्ता यह है कि विभीषण देवताओके साथ कैसा 
बर्ताव करते हैं; क्योंकि देवताओकि हितके लिये ही मैंने 
रावणका वध किया था । इसलिये वत्स ! जहाँ विभीषण 
हैं, वहाँ मै जाना चाहता हूँ। लङ्कापुरीको देखकर 
राक्षसराजको उनके कर्तव्यका उपदेश करूँगा ।' 
भगवान्‌ श्रीरामके ऐसा कहनेपर हाथ जोड़कर खड़े 
हुए भरतने कहा--'मैं भी आपके साथ चलूँगा।' 
श्रीरघुनाथजी बोखे--'महाबाहो ! अवश्य चलो ।' फिर 
चे लक्ष्मणसे बोले--'बीर ! तुम नगरमें रहकर हम 
दोनोंके लौटनेतक इसकी रक्षा करना।' लक्ष्मणको इस 
अकार आदेश देकर कौसल्याका आनन्द बढ़ानेवाले 
श्रीरामचन्द्रजीने पुष्पक विमानका स्मरण किया। 


सृष्टिखण्ड ] 


* श्रीरामका लङ्का आदि होते हुए गङ्गातटपर भगवान्‌ श्रीवामनकी स्थापना करना + 


१२३ 


विमानके आ जानेपर वे दोनों भाई उसपर आरूढ़ हुए। साधुवाद देने लगे और सबने भगवानका दर्शन करके 
सबसे पहले वह विमान गान्धार देशमें गया, वहाँ प्रेमाश्रुओंसे गदगद हो उन्हें प्रणाम किया ।'' 


भगवानले भरतके दोनों पुत्रॉंसे मिलकर उनकी 
राजनीतिका निरीक्षण किया। इसके बाद पूर्व दिझामें 
जाकर चे लक्ष्मणके पुत्रॉसे मिले । उनके नगरोंमें छः रातें 
व्यतीत करके दोनों भाई राम और भरत दक्षिण दिशाकी 
ओर चले । गङ्गा-यमुनाके संगम-स्थान प्रयागमें जाकर 
महर्षि भरद्वाजको प्रणाम करके वे अत्रिमुनिके आश्रमपर 
गये। वहाँ अत्रिमुनिसे बातचीत करके दोनों भाइयोंने 
जमस्थानकी यात्रा की । [जनस्थानमें प्रवेश करते हुए] 
श्रीरामचन्द्रजी बोले---'"भरत ! यही नह स्थान है, जहाँ 
दुरात्मा यषणने गृधराज जटायुको मारकर सीताका हरण 
किया था । जटायु हमारे पिताजीके मित्र थे । इस स्थानपर 
हमलोगोंका दुष्ट बुद्धिवाले कबन्धके साथ महान्‌ युद्ध 
हुआ था। कबन्धको मारकर हमने उसे आगमें जला 
दिया था। मरते समय उसने बताया कि सीता रावणके 
घरमें हैं। उसने यह भी कहा कि 'आप ऋष्यमूक 
पर्वतपर जाइये। वहाँ सुग्रीव नामके वानर रहते हैं, वे 
आपके साथ मित्रता करेंगे।' यही वह पम्पा सरोवर है, 
जहाँ शाबरी नामकी तपस्विनी रहती थी । यही वह स्थान 
है, जहाँ सुग्रीवके लिये मैंने बालीको मारा था। वीर ! 
“वालीकी राजधानी किष्किन्धापुरी यह दिखायी दे रही 
है। इसीमें धर्मात्मा वानरराज सुग्रीव अन्यान्य वानरोंके 
साथ निवास करते हैं।' सुग्रीब उस समय अपने सभा- 
भननमें विराजमान थे । इतनेमें ही भरत और श्रीरामचन्द्रजी 
किष्किन्थापुरीमें जा पहुँचे । उन दोनों भाइयोंको उपस्थित 
देख सुग्रीवने उनके चरणोंमें प्रणाम किया । फिर उन दोनों 
भाइयॉको सिंहासनपर बिठाकर सुग्रीचने अर्घ्य निवेदन 
किया और साथ ही अपने-आपको भी उनके चरणॉमें 
अर्पित कर दिया। इस प्रकार जब परम धर्मात्मा 
श्रीरघुनाथजी सभार्मे विराजमान हुए तब अङ्गद, हनुमान, 
नल, नील, पाटल और ऋक्षराज जाम्बवान्‌ आदि सभी 
चानर-बीर सेनाओंसहित वहाँ आये । अन्तःपुरकी सभी 
खियाँ--रुमा और ताए आदि भी उपस्थित हुई । सबको 
अनुपम आनन्द आप्त हुआ। सब लोग भगवानको 


सुग्रीव बोले--महाराज ! आप दोनोने किस 
कार्यसे यहाँ पंघारनेकी कृपा की है, यह शीघ्र बताइये । 

सुग्रीबके इस प्रकार पूछनेपर श्रीरामचन्द्रजीकी 
आज्ञासे भरतने रङ्कायात्राकी जात बतायी । तब सुग्रीवने 
कहा--'मैं भी आप दोनेकि साथ राक्षसराज विभीषणसे 
मिलनेके लिये लङ्कापुरीमें चलूँगा।' सुप्रीवके ऐसा 
कहनेपर श्रीरघुनाथजीने कहा--'चलो।' फिर सुम्रीच, 
श्रीराम और भरत- यै तीनों पुष्पक विमानपर बैठे । 
तुरंत ही वह विमान समुद्रके उत्तर-तटपर जा पहुँचा। 
उस समय श्रीरामने भरतसे कहा--“यही वह स्थान है, 
जहाँ राक्षसराज विभीषण अपने चार मन्त्रियोंको साथ 
लेकर प्राण नचानेके लिये मेरे पास आये थे । उसी समय 
'लक्ष्मणने लङ्काके राज्यपर उनका अभिषेक किया था। 
यहाँ मैं समुद्रके इस पार तीन दिनतक इस आझासे ठहरा 
रहा कि यह मुझे दर्शन देगा और [सगरका पुत्र होनेके 
नाते] आपना कुटुम्बी समझकर मेरा कार्य करेगा । किन्तु 
तबतक इसने मुझे दर्शन नहीं दिया। यह देखकर चौथे 
दिन मैंने बड़े वेगसे घनुष चढ़ाकर हाथमें दिव्याख रू 


१२४ 


Seeeeteeapanesssaehepennennesseneeneneeeseeseessseeaeeseerenee cess 


लिया। यह देख समुद्रको बड़ा भय हुआ और नह 
शरणार्थी होकर लक्ष्मणके पास पहुँचा। सुग्रीवने भी 
बहुत अनुनय-विनय की और कहा-- प्रभो ! इसे क्षमा 
कर दीजिये।' तब मैंने वह बाण मरुदेशमें फेंक दिया । 
इसके बाद समुद्रने मुझसे कहा- “रघुनन्दन ! आप मेरे 
ऊपर पुल बाँधकर जलराशिसे पूर्ण महासागरके पार 
चले जाइये!' तन मैंने वरुणके निवास-स्थान समुद्रपर 
यह महान्‌ पुल बाँघा था । श्रेष्ठ वानरेनि मिलकर तीन ही 
दिनोमें यह कार्य पूरा किया था। पहले दिन उन्होंने 
चौदह योजनतक पुल बाँघा, दूसरे दिन छत्तीस 
योजनतक और तीसरे दिन सौ योजनतकका पूरा पुल 
तैयार कर दिया। देखो, यह लङ्का दिखायी दे रही है। 
इसका परकोटा और नगरद्वार--सब सोनेके बने हुए हैं । 
यहाँ बानरबीरोंने बहुत बड़ा घेरा डाला था । यहाँ नीलने 
राक्षसश्रेष्ठ प्रहस्तका वध किया था। इसी स्थानपर 
हनुमानजीने धूप्राक्षको मार गिराया था । यहीँ सुग्रीवने 
महोद्र और अतिकायको मौतके घाट उतारा था । इसी 
स्थानपर मैंने कुम्भकर्णको और लक्ष्मणने इन्द्रजितूको 
मारा था। तथा यहीं मैंने सक्षसराज दशग्रीवका वध 
किया था। यहाँ लोकपितामह ग्रह्माजी मुझसे वार्तालाप 
करनेके लिये पघारे थे। उनके साथ पार्वतीसहित 
त्रिशूलधारी भगवान्‌ शङ्कर भी थे। हमारे पिता महाराज 
दशरथ भी स्वर्गलोकसे यहाँ पधारे थे । जानकीकी शुद्धि 
चाहनेवाले उन सभी लोगेकि समक्ष सीताने इस स्थानपर 
अमिमें प्रवेश किया था और वे सर्वथा शुद्ध प्रमाणित 
हुई थीं। लङ्कापुरीके अधिष्ठाता देवताऑने भी सीताकी 
अमि-परीक्षा देखी थी । पिताजीकी आज्ञासे मैंने सीताको 
स्वीकार किया। उसके बाद महाराजने मुझसे कहा-- 
बेटा ! अब अयोध्याको जाओ ।” 

श्रीरामचन्द्रजी जब इस प्रकार बात कर रहे थे, 
पुष्पक विमान वहीं ठहरा रहा। उसी समय अधान-प्रघान 
राक्षसेनि, जो वहाँ उपस्थित थे, तुरंत ही विभीषणके पास 
जा बड़े हर्षमें भरकर निवेदन किया--'राक्षसराज ! 
सुमरीवके साथ भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी पधारे हैं, उनके 
साथ उन्हींकी-सी आकृतिवाले एक दूसरे पुरुष भी हैं।' 


= अर्चयस्व हघोकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


श्रीरामचन्द्रजी नगरके समीप आ गये हैं, यह समाचार 
सुनकर विभीषणने [प्रिय संवाद सुनानेवाले] उन 
दूतोंका निशेष सत्कार किया तथा उन्हें घन देकर उनके 
सभी मनोरथ पूर्ण किये। फिर लङ्कापुरीको सजानेकी 
आज्ञा देकर वे मन्त्रियॉके साथ बाहर निकले । मेरु 
पर्वतपर उदित हुए सूर्यकी भाँति भगवान्‌ श्रीरामको 
विमानपर बैठे देख विभीषणने उन्हें साष्टाङ्ग प्रणाम किया 


और कहा--'भगवन्‌ ! आज मेरा जन्म सफल हुआ, 
मेरे सभी मनोरथ पूर्ण हो गये; क्योंकि आज मुझे आपके 
विश्व-वन्द्य-चरणोंका दर्शन मिला है।' इस प्रकार 
श्रीरघुनाथजीका अभिवादन करके वे भरत और सुग्रीवसे 
भी गले लगकर मिले। तदनन्तर उन्होंने स्वर्गसे भी 
बढ़कर सुशोभित लङ्कापुरीमें सबको प्रवेश कराया और 
सब प्रकारके रल्रॉंसे सुशोभित रावणके जगमगाते हुए 
भवनमें उन्हें ठहराया। जब श्रीरामचन्द्रजी आसनपर 
विराजमान हो गये, तब विभीषणने अर्घ्य निवेदन करके 
हाथ जोड़कर सुग्रीव और भरतसे कहा--'यहाँ पधारे 
हुए भगवान्‌ श्रीरामको भेंट करने योग्य कोई वस्तु मेरे 
पास नहीं है। यह लक्भापुरी तो स्वये भगवानने ही 
त्रिलोकीके लिये कण्टकरूप पापी शत्रुको मारकर मुझे 


प्रदान की है। यह पुरी ही नहीं, ये स्त्रियां, वे पुत्र तथा 
स्वयं मैं--यह सब कुळ भगवानकी सेवामें अर्पित है। 
भगबन्‌ ! आपको नमस्कार है; आप इसे स्वीकार करें ।' 

तदनन्तर राजा विभीषणका मन्त्रिमण्डल और 
लङ्काके निवासी श्रोरामचन्द्रजीके दर्शनके लिये उत्सुक हो 
वहाँ आये और विभीषणसे बोले--'प्रभो ! हमें 
श्रीरामजीका दर्शन करा दीजिये ।' विभीषणने महाराज 
श्रीरामचन्द्रजीसे उनका परिचय कराया और श्रीरामकी 
आज्ञासे भरतने उन राक्षस-पतियोंके द्वारा भेटमै दिये हुए 
न और रत्ररारिको ग्रहण किया! इस प्रफ्तार 
राक्षसराजके भवनमें श्रीरघुनाथजीने तीन दिनतक निवास 
किया । चौथे दिन जब श्रीरामचन्द्रजी यजसभामें विराजमान 
थे, राजमाता कैकसीने विभीषणसे कहा-- “बेटा ! मैं भी 
अपनी बहुओंके साथ चलकर श्रीरामचन्द्रजीका दर्शन 
करूँगी, तुम उन्हें सूचना दे दो । ये महाभाग श्रीरभुनाथजी 
चार मूर्तियोंमें प्रकट हुए सनातन भगवान्‌ श्रीविष्णु हैं तथा 
परम सौभाग्यवती सीता साक्षात्‌ लक्ष्मी हैं । तुम्हारा बड़ा 
भाई उनके स्वरूपको नहीं पहचान पाया था । तुम्हारे पिताने 
देखताओँके सामने पहले ही कह दिया था कि भगवान्‌ 
श्रीविष्णु रघुकुलमें राजा दशरथके पुत्ररूपसे अवतार लेंगे । 
वे ही दशग्रीव रावणका विनाश करेंगे !' 

विभीषण बोले--माँ! तुम श्रीरधुनाथजीके 
समीप अवश्य जाओ। मैं पहले जाकर उन्हें सूचना 
देता हूँ। 

यों कहकर विभीषण जहाँ श्रीरामचन्द्रजी थे, वहाँ 
गये और वहाँ भगवानका दर्शन करनेके लिये आये हुए 
सब लोगोंको विदा करके उन्होंने सभाभवनको सर्वथा 
एकान्त बना दिया। फिर श्रीरामके सम्मुख खड़े होकर 
कहा--'महाराज ! मेण निवेदन सुनिये; रावणको, 
कुम्भकर्णको तथा मुझको जन्म देनेवाली मेरी माता 
कैकसी आपके चरणोंका दर्शन चाहती है; आप कृपा 
करके उसे दर्शन दें।' 

श्रीरामने कहा--'राक्षसराज ! [तुम्हारी माता मेरी 
भी माता ही हैं,] मैं माताका दर्शन करनेकी इच्छासे स्वयं 
ही उनके पास चळूँगा । तुम शीघ्र मेरे आगे-आगे चलो ।' 


= श्रीरामका रूङ्का आदि होते हुए गङ्गातटपर भगवान्‌ औवामनकी स्थापना करना « 


ऐसा कहकर वे सिंहासनसे उठे और चल पड़े । कैकसीके 
पास पहुँचकर उन्होंने मस्तकपर अलि बाँध उसे प्रणाम 
करते हुए कहा-- देवि ! मैं आपको प्रणाम करता हूँ। 
[मित्रकी माता होनेके नाते] आप धर्मतः मेरी माता हैं। 
जैसे कौसल्या मेरी माता हैं, उसी प्रकार आप भी हैं ।' 


07 < / छै 


कैकसी बोली- वत्स ! तुम्हारी जय हो, तुम 
चिरकालतक जीवित रहो । वीर ! मेरे पतिने कहा था कि 
“भगवान्‌ श्रीविष्णु देवताओंका हित करनेके लिये 
रघुकुलमें मनुष्य-रूपसे अवतार लेंगे। बे रात्रणका 
विनाश करके विभीषणको राज्य प्रदान करेंगे! वै 
दशरथनन्दन श्रीराम वालीका वध और समुद्रपर पुल 
बाँधने आदिका कार्य भी करेंगे !' इस समय स्वामीके 
वचर्नोका स्मरण करके मैंने तुम्हें पहचान लिया। सोता 
लक्ष्मी हैं, तुम श्रीविष्णु हो और वानर देवता हैं। अच्छा, 
बेटा ! तुम्हें अमर यश प्राप्त हो। 

विभीषणकी पत्नी सरमाने कहा-- भगवन्‌ । 
यहीँ अशोक-वाटिकामें आपकी प्रिया श्रीजानकी देवीकी 
मैंने पूरे एक वर्षतक सेवा की थी, वे मेरी सेजासे यहाँ 
सुखपूर्वक रही हैं। परंतप ! मैं प्रतिदिन श्रीसोताके 
चरणोंका स्मरण करती हूँ। रात-दिन यही सोचती रहती 


१२६ 


+ अर्चयस्व हचीकेशं यदीच्छसि परे पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


34520 :%४5४33७3+:++ वेश ४+:४४४४७»+ ४5:83»: »*3**४:*:#*#«»४ कटलरी ७5:54 #*»४#:: ४५४5 वीक काकड मामे, 


हूँ कि कब उनका दर्शन होगा। आप श्रीजनकनन्दिनीको 
अपने साथ ही यहाँ क्यो नहीं छेते आये ? उनके बिना 
अकेले आपकी शोभा नहीं हो रही है। आपके निकट 
सीता शोभा पाती हैं और सीताके समीप आप | 
जब सरमा इस प्रकार बात कर रही थी, उस समय 
भरत मन-ही-मन सोचने लगे--'यह कौन स्त्री है, जो 
श्रीरघुनाथजीसे वार्तालाप कर रही है ?' श्रीरामचन्द्रजी 
भरतका अभिप्राय ताड़ गये, वे तुरंत ही बोले- “ये 
विभीषणकी पत्नी हैं, इनका नाम सरमा है । ये सीताकी 
प्रिय सखी हैं। वे इन्हें बहुत मानती हैं।' इतना कहकर 
बे सरमासे बोले--'कल्याणी ! अन तुम भी जाओ 
और पतिके गृहकी रक्षा करो ।' इस प्रकार सीताकी प्यारी 
सखी सरमाको विदा करके श्रीरामने विभीषणसे कहा-- 
“निष्पाप विभीषण ! तुम सदा देवताओंका प्रिय कार्य 
करना, कभी उनका अपराध न करना; तुम्हें देवराजके 
आज्ञानुसार ही चलना चाहिये। यदि लङ्कामें किसी तरह 
कोई मनुष्य चला आये तो राक्षसोंको उसका वध नहीं 
करना चाहिये, वरे मेरी ही भाँति उसका स्वागत-सत्कार 
करना चाहिये !' 
जिभीषणने कहा--नरस्रेष्ठ ! आपकी आज्ञाके 
अनुसार ही मैं सारा कार्य करूँगा।' विभीषण जब इस 
प्रकार कह रहे थे, उसी समय जायुदेवताने आकर श्रीरामसे 
'कहा--'महाभाग ! यहाँ भगवान्‌ श्रीविष्णुकी वामनमूर्ति 
है, जिसने पूर्वकालमें राजा बलिको बाँधा था । आप उसे ले 
जायें और कान्यकुन्ज देशमें स्थापित कर दें ।' बायुदेवताके 
प्रस्तावमें श्रीरामचन्द्रजीकी सम्मति जान विभीषणने 
श्रीकमनभगवानके विअहको सन प्रकारके रलोंसे विभूषित 
किया और लाकर भगवान्‌ श्रीरामको समर्पित कर दिया। 
फिर उन्होंने इस प्रकार कहा--'रघुनन्दन ! जिस समय 
मेघनादने इन्द्रको परास्त किया था, उस समय विजय- 
चिहके रूपमें वह इस वामनमूर्तिको [इन्द्रलोकसे] उठा 
छाया था। देवदेव ! अब आप- इन भगवानको ले 
जाइये और यथास्थान इन्हें स्थापित कीजिये ।' 
“तथास्तु' कहकर श्रोरघुनाथजी पुष्पक विमानपर 
आरूढ हुए। उनके पीछे असंख्य धन, रत्र और देवश्रेष्ठ 


चामनजीको लेकर सुग्रीज और भरत भी विमानपर चढे । 
आकारमें जाते समय श्रीरामने विभीषणसे कहा- “तुम 
यहीँ रहो।' यह सुनकर विभीषणने श्रीरामचन्द्रजीसे 
कहा--'अ्रभो ! आपने मुझे जो-जो आज्ञाएँ दी हैं, उन 
सबका मैं पालन करूंगा । परन्तु महाराज ! इस सेतुके 
मार्गसे पृथ्वीके समस्त मानव यहाँ आकर मुझे सतायेंगे । 
ऐसी परिस्थितिमें मुझे क्या करना चाहिये ?' विभीषणकी 
बात सुनकर श्रीरघुनाथजीने हाथमें घनुष ले सेतुके दो 
डुकड़े कर दिये। फिर तीन विभाग करके बीचका दस 
योजन उड़ा दिया । उसके बाद एक स्थानपर एक योजन 
और तोड़ दिया । तदनन्तर वेलाबन (बर्तमान रामेश्वर- 
क्षेत्र) में पहुँचकर श्रीरामचन्द्रजीने श्रीरामेश्वरके नामसे 
देवाधिदेव महादेवजीकी स्थापना की तथा उनका 
विधिवत्‌ पूजन किया। 


भगवान्‌ रुद्र बोले--रघुनन्दन ! मैं इस समय 


"यहाँ साक्षात्‌ रूपसे विराजमान हूँ। जबतक यह संसार, 


यह पृथ्वी और यह आपका सेतु कायम रहेगा, तबतक 
मैं भी यहाँ स्थिरतापूर्वक निवास करूँगा । 

औरामने कहा--भक्तॉंको अभय करनेवाले 
देवदेवेश्वर ! आपको नमस्कार है--दक्ष-यज्ञका 


सृष्टिखण्ड ] 


» श्रीरामका लङ्का आदि होते हुए गङ्गातटपर भगवान्‌ श्रीवापनकी स्थापना करना » 


१२७ 


seseseseesesesessserenerensenesanneseanssaesesnnennnenenesseneseeeseseesesesseseesesseseeene dene RRR 


विध्वंस करनेवाले गौरोपते ! आपको नमस्कार है। आप 
ही शर्व', रुद्र, भव* और वरद* आदि नामों प्रसिद्ध 
हैं। आपको नमस्कार है। आप पशुओं (जीवों) के 
स्वामी, नित्य उग्ररूप तथा जटाजूट धारण करनेवाले 
हैं; आपको नमस्कार है। आप ही महादेव, -भीम* और 
त्रयम्बक (त्रिनेत्रधारी) कहलाते हैं, आपको नमस्कार 
है। म्रजापालक, सबके ईश्वर, भग देवताके नेत्र 
'फोड्नेवाले तथा अन्धकासुरका वध करनेवाले भी आप 
ही हैं; आपको नमस्कार है । आप नीलकण्ठ, भीम, वेधा 
(विधाता), ब्रह्माजीके द्वारा स्तुत, कुमार कार्तिकेयके 
दात्रुका विनाश करनेवाले, कुमारको जन्म देनेवाले, 
विलोहित*, धूप्र, शिव“, क्रथन', नीलशिखण्ड”, 
शूली (त्रिझूलधारी), दिव्यज्ञायी,** उम्र और त्रिनेत्र 
आदि नामॉंसे प्रसिद्ध हैं । सोना और घन आपका वीर्य 
है। आपका स्वरूप किसीके चिन्तनमें नहीं आ सकता । 
आप देवी पार्वतीके स्वामी हैं। सम्पूर्ण देवता आपकी 
स्तुति करते हैं। आप शरण लेने योग्य, कामना करने 
योग्य और सद्योजात नामसे प्रसिद्ध हैं, आपको 
नमस्कार है। आपकी ध्वजामें वृषभका चिह्न है। आप 
मुण्डित भी हैं और जटाधारी भी। आप ब्रहमचर्यब्रतका 
पालन करनेवाले, तपस्वी, शान्त, ब्राह्मणभक्त, जयस्वरूप, 


विश्वके आत्मा, संसारकी, सृष्टि करनेवाले तथा सम्पूर्ण 
विश्वको व्याप्त करके स्थित हैं; आपको नमस्कार है । आप 
दिव्यस्वरूप, शरणागतका कष्ट दूर करनेवाले, भक्तोंपर 
सदा ही दया रखनेवाले तथा विश्वके तेज और मनमें व्याप्त 
रहनेवारे हैं; आपको बारम्बार नमस्कार है ।* 
पुलूस्त्यजी कहते हैं--इस प्रकार स्तुति करनेपर 
देवाधिदेव महादेवजीने अपने सामने खड़े हुए 
श्रीरामचन्द्रजीसे कहा--*रघुनन्दन ! आपका कल्याण 
हो। कमलनयन परमेश्वर! आप देवताओकि भी 
आराध्य देव और सनातन पुरुष हैं। नररूपमें छिपे हुए 
साक्षात्‌ नारायण हैं। इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है। 
देवताओंका कार्य सिद्ध करनेके ल्यि ही आपने अवतार 
अहण किया था, सो अब इस आवतारका सारा कार्य 
आपने पूर्ण कर दिया है। आपके बनाये हुए मेरे इस 
स्थानपर समुद्रके समीप आकर जो मनुष्य मेरा दर्शन 
करेंगे, वे यदि महापापी होंगे तो भी उनके सारे पाप नष्ट 
हो जायँगे । ब्रह्महत्या आदि जो कोई भी घोर पाप हैं, वे 
मेरे दर्शनमात्रसे नष्ट हो जाते हैं--इसमें अन्यथा विचार 
करनेकी आवश्यकता नहीं है। † अच्छा, अब आप 
जाइये और गङ्गाजीके तटपर भगवान्‌ श्रवामनकी 
स्थापना कीजिये। पृथ्वीकै आठ भाग करके [उन्हें 


१. प्रलय-कालमें संसारका संहार करनेवारे। २. जगदको रुलानेवाले। ३. संसारकी उत्पत्तिके कारण । ४. वर देनेवाले । 
५, भयंकर रूप धारण करनेवाले | ६. त्त्रल रेगबाले। ७. घुएँके समान रंगवाले । ८. कल्याणस्वरूप । ९. मारनेवाले । १०. नीले रंगका 
जटाजूट घारण करनेवाले । ११. दिव्यरूपसे शयन करनेवाले । १२. भक्तॉकी प्रार्थनासे तत्काल प्रकट होनेवाछे । 


* नुमस्ते देवदेदेश 


भक्तानामभरयंकर । गौरीकान्त नमस्तुध्यं दक्षयज्ञविनारन ॥ 


नमः झर्वाय रुद्राय भवाय वरदाय च।पञूनां पतये नित्यमुग्राय च कपर्दिने॥ 


महादेवाय भीमाय ज्यम्नकाय विशाम्पते । ईशानाय 


नीळग्रीबाय भीमाय खेधसे वेधसा स्तुत । कुमारदात्रुनिधाय कुमारजननाय 


भगघ्राय नमोऽस्त्वन्धकघातिने ॥ 
च॥ 


विलोहिताय धूम्राय शिवाय क्रथनाय च।नित्यं नीलशिखण्डाय झूलिने दिव्यशायिने | 
उग्राय च त्रिनेत्राय हिरण्यवसुरेतसे । अचिन्त्यायाम्निकाभर्त्रे सर्वदेवस्तुताय च॥ 
अभिगम्याय काम्याय सद्योजाताय चै नमः । वृषध्वजाय मुण्डाय जटिने ब्रह्मचारिणे ॥ 


तप्यमानाय शान्ताय ब्रह्मण्याय जयाय च । विश्वात्मने 


विश्वसृजे विश्चमावृत्य तिष्ठते॥ 


नमो नमस्ते दिव्याय प्रपत्रार्तिहराय च । भक्तानुकम्पिने नित्ये विश्वतेजोमनोगते॥ 


(३५। १३९-१४७) 


ग इह त्वया कृते स्थाने मदीये रधुनन्दन। आगत्य मानवा राम पञ्येयुरिह सागरे ॥ 
महापातकयुक्ता ये तेषां पापं विनङ्क्ष्यति । नह्मवध्यादि पापानि दुशनि यानि कानिचित्‌॥ 
दर्शनादेव मञ्यन्ति नार कार्या विचारणा । (३५। १५२-१५३) 


९२८ 


3३७७५००३५४५७५५३७७७४2४७७०2०&४*»४»४ ४७» ४४५» पतत ४ #$$*$& ४ ४3:2५ ४४ #+ *४* ४ # & epee 


पुत्रॉको सौंप दीजिये और स्वयं] अपने परम धामको 
पधारिये। भगवन्‌! आपको नमस्कार है।' 

तदनन्तर श्रीरामचन्द्रजी भगवान्‌ शंकरको प्रणाम 
करके बहाँसे चल दिये । ऊपर-ही-ऊपर जब जे पुष्कर 
तीर्थके सामने पहुँचे तो उनके विमानकी गति रुक गयी । 
अब यह आगे नहीं बढ़ पाता था। तन श्रीरामचन्द्रजीने 
कहा--'सुग्रीब ! इस निराधार आकाइामें स्थित होकर 
भी यह विमान कैसे आबद्ध हो गया है ?' इसका कुछ 
कारण अवश्य होगा, तुम नीचे जाकर पता गाओ ।' 
शरीरघुनाथजीके आज्ञानुसार सुग्रीव जिमानसे उतरकर जब 
पृथ्वीपर आये तो क्या देखते हैं कि देवताओं, सिद्धों 
और ब्रहर्षियोके समुदायके साथ चारों चेदोंसे युक्त 
भगवान्‌ ब्रह्माजी विराजमान हैं । यह देख वे विमानपर 
जाकर श्रीरामचन्द्रजीसे बोले--'भगवन्‌ ! यहाँ समस्त 
'लोकोंके पितामह ब्रह्माजी लोकपालों, बसुओं, आदित्यों 
और मरुद्रणोंक साथ विराजमान हैं। इसीलिये पुष्पक 
विमान उन्हें लाँधकर नहीं जा रहा है ।' तब श्रीरामचन्द्रजी 
सुखर्णभूषित पुष्पक विमानसे उतरे और देवी गायत्रीके 
साथ बैठे हुए भगवान्‌ ब्रह्माको साष्टाङ्ग प्रणाम किया। 
इसके बाद बे भ्रणतभाषसे उनकी स्तुति करने लगे। 


० अर्चयस्व इचीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


ss sme pees ९९१०६०९९००००-७१९००-०००-७००-०७-७०९०७०० ९५०७ 


श्रीरामचन्द्रजीने कहा--मैं भ्रजापतियों और 
देवताओंसे पूजित लोककर्ता ब्रह्माजीको नमस्कार करता 
हूँ। समस्त देवताओं, लोकों एवं प्रजाओके स्वामी 
जगदीश्वरको प्रणाम करता हूँ। देवदेवेश्वर ! आपको 
नमस्कार है। देवता और असुर दोनों ही आपकी वन्दना 
करते हैं। आप भूत, भविष्य और बर्तमान--तीनों 
कालोंके स्वामी हैं। आप ही संहारकारी रुद्र हैं। आपके 
नेत्र भूरे रंगके हैं । आप ही बालक और आप ही वृद्ध हैं। 
गलेमें नीला चिह्न घारण करनेवाले महादेवजी तथा लम्बे 
उदरवाले गणेशजी भी आपके ही स्वरूप हैं। आप 
वेदोंके कर्ता, नित्य, पशुपति (जीबॉके स्वामी), 
अविनाशी, हाथोंमें कुश धारण करनेवाले, हंससे चिह्नित 
घ्वजावाले, भोक्ता, रक्षक, शकर, विष्णु, जटाधारी, 
मुण्डित, शिखाधारी एवं दण्ड धारण करनेवाले, महान्‌ 
यशस्वी, भूतोंके ईश्वर, देवताओंके अधिपति, सबके 
आत्मा, सनको उत्पन्न करनेवाले, सर्वव्यापक, सबका 
संहार करनेवाले, सृष्टिकर्ता, जगदगुरु, अविकारी, 
कमण्डलु धारण करनेबाले देवता, खुक्‌-खुवा आदि 
धारण करनेवाले, मृत्यु एवं अमृतस्थरूप, पारियात्र 
पर्वतरूप, उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले, ब्रह्मचारी, 
ब्रतघारी, हदय-गुहामें निवास करनेवाले, उत्तम कमल 
धारण करनेवाले, अमर, दर्शनीय, बारूसूर्यके समान 
अरुण कान्तिवाले, कमलपर वास करनेवाले, षड्लिध 
ऐश्वर्यसे परिपूर्ण, सावित्रीके पति, अच्युत, दानवॉको वर 
देनेबाले, विष्णुसे वरदान प्राप्त करनेवाले, कर्मकर्ता, 
पापहारी, हाथमे अभय-मुद्रा धारण करनेवाले, अभिरूप 
मुखवाले, अभ्निमय ध्वजा धारण करनेवाले, मुनिस्वरूप, 
दिशाओंके अधिपति, आनन्दरूप, वेदोंकी सृष्टि 
करनेवाले, धर्मादि चारों पुरुषार्थेकि स्वामी, जानभ्रस्थ, 
वनवासी, आश्रमोँद्वारा पूजित, जगत्को धारण करने- 
बाले, कर्ता, पुरुष, शाश्वत, धुव, धर्माध्यक्ष, विरूपाक्ष, 
मनुष्योंके गन्तव्य मार्ग, भूतभावन, ऋक्‌, साम और 
यजु:--इन तीनों बेदोंको धारण करनेवाले, अनेक 
रूपॉवाले, हजारों सूयेकि समान तेजस्वी, अज्ञानियोंको-- 
विशेषतः दानवॉको मोह और चन्धनमें डालनेवाले, 


सृष्टिखण्ड } 


* औरामका लङ्का आदि होते हुए गङ्गातटपर भगवान्‌ श्रीवामनकी स्थापना करना » 


९२९ 


९९९१५१४०००७००७००००७०००००००००००००००००००००००००७००७००००००९१:०९९०१-६१९००००-००००७:७७०००१२०:९-५९००९:९५०१००००९००९५:९०९०७. 


देवताओंके भी आराध्यदेय, देवताओंसे बढे-चढे, 
कमलसे चिहित जटा धारण करनेवाले, धनुर्धर, 
भीमरूप और धर्मके लिये पराक्रम करनेवाले हैं। 
ब्रह्मवेत्ताओमें श्रेष्ठ ब्रह्माजीकी जब इस प्रकार स्तुति 
की गयी, तब वे विनीतभावसे खड़े हुए श्रीरामचन्द्रजीका 
हाथ पकड़कर बोले--'रघुनन्दन ! आप साक्षात्‌ 
श्रीविष्णु हैं। देवताओंका कार्य करनेके लिये इस 
पृथ्वीपर मनुष्यरूपमें अवतीर्ण हुए हैं। प्रभो ! आप 
देवताओंका सम्पूर्ण कार्य कर चुके हैं। अब गङ्गाजीके 
दक्षिण किनारे श्रीवामनभगवान्‌की प्रतिमाको स्थापित 
करके आप अयोध्यापुरीको लौट जाइये और वहाँसे 
परमधामको सिधारिये।' ब्रह्माजीसे आज्ञा पाकर 
श्रीरामचन्द्रजीने उन्हें प्रणाम किया और पुष्पक विमानपर 
चढ़कर वहाँसे भथुरापुरीकी यात्रा की। वहाँ पुत्र और 
खीसहित शात्रुध्रजीसे मिलकर श्रीरामचन्द्रजी भरत और 
सुग्रीवके साथ बहुत सन्तुष्ट हुए! शत्नुध्वने भी अपने 


भाइयोको उपस्थित देख उनके चरणोंमें मस्तक नवाकर 
प्रणाम किया । उनके पाँचों अङ्ग (दोनों हाथ, दोनों घुटने 
और मस्तक) धरतीका स्पर्श करने लगे । श्रीरामचन्द्रजीने 
भाईको उठाकर छातीसे लगा लिया। तदनन्तर भरत 
और सुग्रीव भी सात्रु्रसे मिले। जब श्रीरामचन्द्रजी 
आसनपर विराजमान हुए, तन इत्रुघ्नने फुर्तीसे आर्घ्य 
निवेदन करके सेना-मन्त्री आदि आठों आङ्गोंसे युक्त 
अपने राज्यको उनके चरणोंमें अर्पित कर “दिया । 
श्रीरामचन्द्रजीके आगमनका समाचार सुनकर समस्त 
मधुरावासी, जिनमें आह्मणोंकी संख्या अधिक थी, उनके 
दर्शनके लिये आये । भगवानने समस्त सचिवों, नेदके 
विद्वानों और ब्राह्मणोंसे बातचीत करके, पाँच दिन 
मथुरामे रहकर वहाँसे जानेका विचार किया । उस समय 
औरामने अत्यन्त प्रसन्न होकर झन्रुघ्नसे कहा--'तुमने जो 
कुछ मुझे अर्पण किया है, वह सन मैंने तुम्हें वापस 
दिया। अन मधुराके राज्यपर अपने दोनों पुत्रोंका 
अभिषेक करो।' ऐसा कहकर भगवान्‌ श्रीराम खहाँसे 
चल दिये और दोपहर होते-होते गङ्गातटपर महोदय 
तीर्थपर जा पहुँचे। वहाँ भगवान्‌ वामनजीको स्थापित 
करके वे ब्राह्मणों एवं भावी राजाओंसे बोले--'यह मैंने 
धर्मका सेतु बनाया है, जो ऐश्वर्य एवं कल्याणकी वृद्धि 
करनेवाला है । समयानुसार इसका पालन करते रहना 
चाहिये । किसी प्रकार इसका उल्लङ्घन करना उचित नहीं 
है।' इसके बाद भगवान्‌ श्रीराम वानरराज सुग्नीवको 
किष्किन्धा भेजकर अयोध्या लौट आये और पुष्पक 
विमानसे बोले---“अब तुम्हें यहाँ आनेकी आवश्यकता 
नहीं होगी; जहाँ धनके स्वामी कुनेर हैं, वहीं रहना ।' 
तदनन्तर श्रीरामचन्द्रजी सम्पूर्ण का्योसे निवृत्त हो गये । 
अब उन्होंने अपने लिये कोई कर्तव्य शेष नहीं समझा । 
भीष्म! इस प्रकार मैंने श्रीरामकी कथाके प्रसङ्गसे 
भगवान्‌ श्रीवामनके प्राकट्यकी वार्ता भी तुम्हें कह दी । 


१३० 


* अर्चयस्व हचीकेशो यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


{ संक्षिप्त पद्मपुराण 


4८4४६4४५५७४४७७% ५४७४४५८५५६ ०८१ ५३६६५५५७६३ ७४८ ४३४६६७७५३५ ७५७६४४७७७७ ६६४७४ ००८५७६६७७७ asses eu ००५६०४३. 


भगवान्‌ श्रीनारायणकी महिमा, युगोंका परिचय, प्रलयके जलमें मार्कण्डेयजीको 
भगवानके दर्शन तथा भगवानकी नाभिसे कमलकी उत्पत्ति 


भीष्मजी बोले--ब्रह्मनू! आपने भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्रजीकी महिमाका वर्णन किया । अब पुनः उन्हीं 
श्रीविष्णुभगवानके माहात्यका प्रतिपादन कीजिये। 
[उनकी नाभिसे) बह सुवर्णमय कमल कैसे उत्पन्न 
हुआ, प्राचीन कालमें वैष्णवी सृष्टि कमलके भीतर कैसे 
हुई ? धर्मात्मन्‌! मैं श्रद्धापूर्वक सुननेके लिये बैठा हूँ, 
अतः आप मुझे भगवान्‌ नारायणका यश अवश्य सुनायें। 
पुलस्त्यजीने कहा--कुरुश्रेष्ट ! तुम उत्तम कुलमें 
उत्पन्न हुए हो; अतः तुम्हारे हृदयमें जो भगवान्‌ 
श्रीनारायणके सुयशको सुननेकी उत्कण्ठा हुई है, यह 
उचित ही है। पुराणॉमें जैसा वर्णन किया गया है, 
देखताओकि मुखसे जैसा सुना है तथा द्वैपायन व्यासजीने 
अपनी तपस्यासे देखकर जैसा बतलाया है, वह अपनी 
बुद्धिके अनुसार मैं तुमसे कहूँगा । यह विश्व परम पुरुष 
श्रीनारायणका स्वरूप है, इसे मेरे पिता ब्रह्माजी भी 
'ठीक-ठीक नहीं जानते, फिर दूसरा कौन जान सकता है । 
चे भगवान्‌ नारायण ही महर्षियोंके गुप्त रहस्य, सब कुछ 
देखने और जाननेबालॉके परमतत्त्व, अध्यात्मवेत्ताओके 
अध्यात्म, अधिदैव सथा अधिभूत हैं। वे ही परमर्षियोके 
परजह्म हैं। वेदॉमें प्रतिपादित यज्ञ उन्हींका स्वरूप है। 
विद्वान्‌ पुरुष उन्हींको तप मानते हैं। जो कर्ता, कारक, 
मन, बुद्धि, क्षेत्रज्ञ, प्रणव, पुरुष, शासन करनेवाले और 
अद्वितीय समझे जाते है. जो पाँच प्रकारके प्राण (प्राण, 
अपान, व्यान, उदान और समान), धुव एवं अक्षर-तत्त्व 
हैं, वे ही परमात्मा नाना प्रकारके भावोंद्वारा प्रतिपादित 
होते हैं। वे ही परन्रह्म हैं तथा वे ही भगवान्‌ सबकी 
सृष्टि और संहार करते हैं। उन्हीं आदि पुरुषका हमलोग 
यजन करते हैं। जितनी कथाएँ हैं, जो-जो श्रुतियाँ हैं, 
जिसे धर्म कहते हैं, जो घर्मपरायण पुरुष हैं और जो 
विश्व तथा विश्वके स्वामी हैं, वे सन भगवान्‌ मारायणके 
ही स्वरूप माने गये हैं। जो सत्य है, जो मिथ्या है, जो 
आदि, मध्य और अन्तमें है, जो सीमारहित भविष्य है, 
जो कोई चर-अचर आणी हैं तथा इनके अतिरिक्त भी जो 


कुछ वस्तु है, वह सब पुरुषोत्तम नारायण ही हैं। 
कुरुनन्दन ! चार हजार दिव्य वर्षोका सत्ययुग 
कहा गया है। उसकी सन्ध्या और सन्ध्यांश आठ सौ 
वर्षेकि माने गये हैं। उस युगमें घर्म अपने चारों चरणोंसे 
मौजूद रहता है और अधर्म एक ही पैरसे स्थित होता है । 
उस समय सन मनुष्य स्वधर्मपरायण और शान्त होते हैं। 
सत्ययुगमें सत्य, पवित्रता और धर्मकी वृद्धि होती है। 
श्रेष्ठ पुरुष जिसका आचरण करते हैं, बही कर्म उस 
समय सबके द्वारा किया और कराया जाता है । राजन्‌! 
सत्ययुगमें जन्मतः धार्मिक अथवा नीच कुलमें उत्पन्न 
सभी मनुष्योंका ऐसा ही भर्मानुकूल बर्ताव होता है। 
तरेतायुगका भान तीन हजार दिव्य वर्ष बतलाया जाता है। 
उसकी दोनों सम्ध्याएँ छः सौ वर्षोकी होती हैं। उस समय 
धर्म तीन चरणोंसे और अधर्म दो पादोंसे स्थित रहता है । 
उस युगमें सत्य एवं शौचका पालन तथा यज्ञ-यागादिका 
अनुष्ठान होता है। त्रेतामें चारों वर्णेकि स्त्रेग केवल 
लोभके कारण विकारको प्राप्त होते हैं । वर्णधर्ममें विकार 
आनेसे आश्रमेमिँ भी दुर्बलता आ जाती है। यह 
त्रेतायुगकी देवनिर्मित विचित्र गति है । द्वापर दो हजार 
दिव्य वर्षोका होता है। इसकी सन्ध्याओंका मान चार सौ 
बर्षका बताया जाता है। उस समयके प्राणी रजोगुणसे 
अभिभूत होनेके कारण अधिक अर्थ-परायण, शठ, 
दूसरोंकी जीविकाका नाश करनेवाले तथा क्षुद्र होते हैं। 
द्वापरमें धर्म दो चरणोंसे और अधर्म तीन पादोंसे स्थित 
रहता है। दोनों सन्ध्याओऑंसहित कलियुगका मान एक 
हजार दो सौ दिव्य वर्ष है । यह क्रूरताका युग है । इसमें 
अधर्म अपने चारों पादोंसे और धर्म एक ही चरणसे 
स्थित रहता है। उस समय मनुष्य कामी, तमोगुणी और 
नीच होते हैं। इस युगमें प्रायः कोई साधक, साधु और 
सत्यवादी नहीं होता । लोग नास्तिक होते हैं, ज्राह्मणोंके 
प्रति उनकी भक्ति नहीं होती। सब मनुष्य अहङ्कारके 
वशीभूत होते हैं। उनमें परस्पर प्रेम प्रायः बहुत ही कम 
होता है। कलियुगमें ब्राहाणोकि आचरण प्रायः शूद्रोंके-से 


सृष्टिखण्ड ] 


= भगवान्‌ श्रीनारायणकी महिमा तथा मार्कण्डेपजीको भगवानके दर्शन » 


१३१ 


$029920००००००००००७०-७७७०७००३-३९१९१:९००:०००००:१००९६००९९९०९७०:३३९००००००००००००७०००००००-९०७०००-००-००-५००-०००००२०-९०--९७९००००००. 


हो जाते हैं। आश्रमोंका ढंग भी बिगड़ जाता है। जब 
युगका अन्त होनेको आता है, उस समय तो वर्णेकि 
पहचाननेमें भी सन्देह हो जाता है--कौन मनुष्य किस 
वर्णका है, यह समझना कठिन हो जाता है । यह बारह 
हजार दिव्य वर्षोका समय एक चतुर्युग (चौकडी). 
कहलाता है। इस प्रकारके हजार चतुर्युग नीतनेपर 
ब्रह्माका एक दिन होता है। 
इस प्रकार ब्रह्माकी भी आयु जब समाप्त हो जाती है, 
तब काल सम्पूर्ण प्राणियोंके शरीरकी आयु पूरी हुई जान 
जगतका संहार करनेके लिये महाप्रलय आरम्भ करता है । 
'योग-शक्ति-सम्पन्न सर्वरूप भगवान्‌ नारायण सूर्यरूप 
होकर अपनी प्रचण्ड किरणोंसे समुद्रोंको सोख लेते हैं। 
'तदनन्तर श्रीहरि बलवान्‌ वायुका रूप धारणकर सारे 
जगत्को कॅपाते हुए प्राण, अपान और समान आदिके 
द्वार आक्रमण करते हैं । प्राणेन्द्रियका विषय, घ्राणेन्द्रि 
तथा पार्थिव शरीर--ये गुण पृथ्वीमें समा जाते हैं। 
रसनेन्द्रिय, उसका विषय रस और स्नेह आदि जलके गुण 
जलमें लीन हो जाते हैं । नेत्रेन्द्रिय, उसका विषय रूप और 
मन्दता, पटुता आदि नेत्रके गुण--ये अग्रि-ततत्वमे प्रवेश 
कर जाते हैं। वागिन्द्रिय और उसका विषय, स्पर्श और 
चेष्टा आदि वायुके गुण--ये वायुमें समा जाते हैं। 
श्रवणेन्द्रिय और उसका विषय शब्द तथा सुननेकी क्रिया 
आदि गुण आकाशमें विलीन हो जाते हैं। इस प्रकार 
कालरूप भगवान्‌ एक ही मुहूर्तमें सम्पूर्ण लोकॉकी 
जीवनयात्रा नष्ट कर देते हैं। मन, बुद्धि, चित्त और 
क्षेत्रज्ञ--ये परमेष्ठी ब्रह्मजीमें लीन हो जाते हैं और 
ब्रह्माजी भगवान्‌ हृषीकेशमें लीन हो जाते हैं। पञ्च 
महाभूत भी उस अमित तेजस्वी विभुमें प्रवेश कर जाते 
हैं। सूर्य, वायु और आकारके नष्ट हो जाने तथा सूक्ष्म 
जगतके भी लीन हो जानेपर अमितपराक्रमी सनातन पुरुष 
भगवान्‌ श्रोविष्णु सबको दग्ध करके अपनेमें समेटकर 
अकेले ही अनेक सहस्त्र युगोंतक एकार्णवके जलमें शयन 
करते हैं। उन अव्यक्त परमेश्वरके सम्बन्धमें कोई व्यक्त 
जीव यह नहीं जान पाता कि ये पुरुषरूप कौन हैं । उन देव- 
श्रेष्ठके विषयमें उनके सिवा दूसरा कोई कुछ नहीं जानता । 


भीष्म! एक समयकी बात सुनो, महामुनि 
मार्कष्डेयको एकार्णवके जलमें शयन करनेवाले भगवान्‌ 
'कौतूहलबर अपने मुँहमें लील गये । कई हजार बर्षोंकी 
आयुवाले वे महर्षि भगवानके ही उत्कृष्ट तेजसे उनके 
उदरमें तीर्थयात्राके प्रसङ्गसे विचरते हुए पृथ्वीके समस्त 
तीर्थोमें घूमते फिरे। अनेकों पुण्यतीथेकि जलसे युक्त 
बन और नाना प्रकारके आश्रम उन्हें दृष्टिगोचर हुए । 
उत्तम दक्षिणाओंसे सम्पन्न यज्ञोंद्रारा यजन करनेवाले 
यजमानों तथा यज्ञमें सम्मिलित सैकड़ों ब्राह्मणोंको भी 
उन्होंने भगवानके उदरमें देखा । बहाँ ब्राह्मण आदि सभी 
बणेकि लोग सदाचारमें स्थित थे। चारों ही आश्रम 
अपनी-अपनी मर्यादामें स्थित थे । इस प्रकार भगवानके 
उदरमें समूची पृथ्वीपर विचरते बुद्धिमान्‌ मार्कण्डेयजीको 
सौ वर्षोसे कुछ अधिक समय बीत गया । तदनन्तर वे 
किसी समय पुनः भगवानके मुखसे बाहर निकले । उस 
समय भी सब ओर एकार्णबका जल ही दिखायी देता 
था। समस्त दिशाएँ कुहरेसे आच्छादित थीं। जगत्‌ 
सम्पूर्ण प्राणियोसे रहित था। ऐसी अवस्थामें 
मार्कण्डेयजीने देखा--एक बरगदकी शाखापर एक 
छोटा-सा बालक सो रहा है । यह देखकर मुनिको बड़ा 


१३२ 


» अर्खयस्व हृषीकेशो यदीच्छसि परं पदम्‌ « 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


४५४७४४५ ३५७५५ ३७4५७ ३५५५०५५७७ ७७ ७१७७७ ७७१७६७ क कक ४७७७७७७७७७ ५७७३७64 भ64006भ66 6863662. 


आश्चर्य हुआ । वे उस बालकका वृत्तान्त जाननेके लिये 
उत्सुक हो गये । उनके मनमें यह संदेह हुआ कि मैंने 
कभी इसे देखा है। यह सोचकर वे उस पूर्व-परिचित 
बालकको देखनेके लिये आगे बढ़े। उस समय उनके 
नेत्र भयसे कातर हो रहे थे! उन्हें आते देख 
बालरूपधारी भगवान्ले कहा--'मार्कण्डेय ! तुम्हारा 
स्वागत है। तुम डरो मत, मेरे पास चले आओ ।' 

मार्कण्डेय बोले--यह कौन है, जो मेरा तिरस्कार 
करता हुआ मुझे नाम लेकर पुकार रहा है ? 

भगवानले कहा- बेटा ! मैं तुम्हारा पितामह, 
आयु प्रदान करनेबाला पुशणपुरुष हूँ । मेरे पास तुम क्यों 
नहीं आते। तुम्हारे पिता आङ्गिरस मुनिने पूर्वकालमें 
पुत्रकी कामनासे तीव्र तपस्या करके मेरी ही आराधना की 
थी। तन मैंने उन अमिततेजस्वी महर्षिको तुम्हारे-जैसा 
तेजस्वी पुत्र होनेका सच्चा वरदान दिया था। 

यह सुनकर महातपस्वी मार्कण्डेयजीका हृदय 
प्रसन्नतासे भर गया, उनके नेत्र आश्चर्यसे खिल उठे । दे 
मस्तकपर अञ्जलि बांधे नाम-गोत्रका उच्चारण करते हुए 
भक्तिपूर्वक भगवानको नमस्कार करने लगे और 
नोले--'भगवन्‌ ! मैं आपकी मायाको यथार्थरूपसे 
जानना चाहता हूँ; इस एकार्णवके बीच आप बालरूप 
धरकर कैसे सो रहे हैं ?' 

श्रीभगवानने कहा--न्रहान्‌ ! मै नारायण हूँ। 
जिन्हें हजारों मस्तको और हजारों चरणॉसे युक्त बताया 
जाता है, वह विराट परमात्मा मेरा ही स्वरूप है। मैं 
सूर्यके समान वर्णवाला ' तेजोमय पुरुष हूँ। "मैं 
देनताओंको हविष्य पहुँचानेबाला अग्नि हूँ और मैं ही 
_सात घोड़ोंके रथबाल् सूर्य हूँ । मैं ही इन्द्रपदपर प्रतिष्ठित 
होनेवाला इन्द्र और ऋतुओंमें परिवत्सर हूँ। सम्पूर्ण प्राणी 
'तथा समस्त देवता मेरे ही स्वरूप हैं। मैं सपेमिं रोषनाग 
और पक्षियोमे गरुड़ हूँ। सम्पूर्ण भूतोंका संहार 
करनेवाला काल भी मुझे ही समझना चाहिये। समस्त 
आश्रमोंमें निवास करनेवाले मनुष्योंका धर्म और तप मैं 


ही हूँ। मैं दयापरायण धर्म और दूधसे भरा हुआ 
महासागर हूँ तथा जो सत्यस्वरूप परम तत्व है, वह भी 
मैं ही हूँ। एकमात्र मैं ही प्रजापति हूँ। मैं ही सांख्य, मैं 
ही योग और मैं ही परमपद हूँ। यज्ञ, क्रिया और 
ब्राह्मणोंका स्वामी भी मैं ही हूँ। मैं ही अभि, मैं ही वायु, 
मैं ही पृथ्वी, मैं ही आकाश और मैं ही जल, समुद्र, 
नक्षत्र तथा दसों दिशाएँ हूँ। वर्षा, सोम, मेघ और 
हविष्य--इन सबके रूपमें मैं ही हूँ। क्षीरसागरके भीतर 
तथा समुद्रगत नडवाम्रिके मुखमें भी मेरा ही निवास है। 
मैं हो संवर्तक अग्नि होकर सारा जल सोख लेता हूँ। मैं 
ही सूर्य हूँ। मैं ही परम पुरातन तथा सबका आश्रय हूँ। 
भविष्यमें भी सर्वत्र मैं ही प्रकट होऊँगा। तथा भावी 
सम्पूर्ण बस्तुओंकी उत्पत्ति मुझसे ही होती है । विप्रवर ! 
संसारमें तुम जो कुछ देखते हो, जो कुछ सुनते हो और 
जो कुछ अनुभव करते हो उन सबको मेरा ही स्वरूप 
समझो ।* मैंने ही पूर्वकालमें विश्वकी सृष्टि की है तथा 
आज भी मैं ही करता हूँ। तुम मेरी ओर देखो। 
मार्कण्डेय ! मैं ही प्रत्येक युगमें सम्पूर्ण जगतकी रक्षा 
करता हूँ । इन सारी बातोंको तुम अच्छी तरह समझ लो। 
यदि धर्मके सेवन या श्रवणकी इच्छा हो तो मेरे उदरमें 
रहकर सुखपूर्वक विचरो। मैं ही एक अक्षरका और मैं 
ही तीन अक्षरका मन्त्र हूँ। ब्रह्माजी भी मेरे ही स्वरूप 
हैं। धर्म-अर्थ-कामरूप त्रिवर्गे परे ओङ्कारस्वरूप 
परमात्मा, जो सबको तात्विक दृष्टि प्रदान करनेवाले हैं, 
मैं ही हूँ। 

इस प्रकार कहते हुए उन महाबुद्धिमान्‌ पुराणपुरुष 
परमेश्वरने महामुनि मार्कण्डेयको तुरंत ही अपने मुँहमें ले 
लिया । फिर तो बे मुनिश्रेष्ठ भगवानके उदरमें प्रजेश कर 
गये और नेत्रके सामने एकान्त स्थानमें धर्म श्रवण 
करनेकी इच्छासे बैठे हुए अविनाशी हंस भगवानके पास 
उपस्थित हुए। भगवान्‌ हंस अविनाशी और विविध 
शरीर धारण करनेवाले हैं। ने चन्द्रमा और सूर्यसे रहित 
प्रल्यकालीन एकार्णबके जलमें धीरे-धीरे विचरते तभा 


* यत्किश्चित्पर्यसे विप्र यच्छुणोधि च किचन ॥ य्चानुभवसे लोके तत्सर्व मामनुस्मर । 


(३६। १३४-१३५) 


सृष्टिखण्ड ] * मधु-कैटभका वध तथा सृष्टि-परम्पराका वर्णन « ९३३ 


24५७५५७५४५ केक कक ७9» »०»५39४४*७७७५४५+४७५8*४४**8»७+%225*»०»८5%०४४/::5:£:522*5#5***&52:56:8#6*##5”# 


'जगतूकी सृष्टि करनेका संकल्प लेकर निहार करते हैं। महिमासे कभी च्युत न होनेवाले सर्वलोकविधाता महेश्वर 
'तदनन्तर विमलमति महात्मा हंसने लोक-रचनाका विचार श्रीहरिने उस महान्‌ जलमें विधिवत्‌ जलक्रीड़ा की । फिर 
` किया । उस विश्वरूप परमात्माने विश्वका चिन्तन किया । उन्होंने अपनी नाभिसे एक कमल उत्पन्न किया, जो 
एवं भूतोंकी उत्पत्तिके विषयमें सोचा । उनके तेजसे अनेकों रेगेकि कारण बड़ी शोभा पा रहा था। वह 
अमृतके समान पवित्र जलका प्रादुर्भाव हुआ । अपनी सुवर्णमय कमळ सूर्यके समान तेजोमय प्रतीत होता था । 
कच क च 


मधु-कैटभका वध तथा सृष्टि-परम्पराका वर्णन 


पुलस्त्यजी कहते हैं---तदनन्तर अनेक योजनके 
बिस्तारवाले उस सुवर्णमय कमलमें, जो सब प्रकारके 
तेजोमय गुणोंसे युक्त और पार्थिव लक्षणोंसें सम्पन्न था, 
भगवान्‌ श्रोविष्णुने योगियोंमें श्रेष्ठ, महान्‌ तेजस्वी एवं 
समस्त लोकोंकी सृष्टि करनेवाले चतुर्मुख ब्रह्माजीको 
उत्पन्न किया । महर्षिगण उस कमलको श्रीनारायणकी 
नाभिसे उत्पन्न बतलाते हैं । उस कमलका जो सारभाग 
है, उसे पृथ्वी कहते हैं तथा उस सारभागमें भी जो 
अधिक भारी अंश हैं, उन्हें दिव्य पर्वत माना जाता है। 
कमलके भीतर एक और कमल है, जिसके भीतर 
एकार्णवके जलमें पृथ्वीकी स्थिति मानी गयी है। इस 
कमलके चारों ओर चार समुद्र हैं! विश्वमें जिनके 
प्रभावकी कहीं तुलना नहीं है, जिनकी सूर्यके समान 
अभा और वरुणके समान अपार कान्ति है तथा यह 
जगत्‌ जिनका स्वरूप है, वे स्वयम्भू महात्मा ब्रह्माजी उस 
एकार्णबके जलमें धीरे-धीरे पद्मरूप निधिकी रचना करने 
लगे। इसी समय तमोगुणसे उत्पन्न मधुनामका महान्‌ 
असुर तथा रजोगुणसे प्रकट हुआ कैटभ-नामधारी 
असुर--ये दोनों ब्रह्माजीके कार्यमें विश्नरूप होकर 
उपस्थित हुए । यद्यपि वे क्रमशः तमोगुण और रजोगुणसे 
उत्पन्न हुए थे, तथापि तमोगुणका विशेष प्रभाव पड्नेके 
कारण दोनोंका स्वभाव तामस हो गया था । महान्‌ बली 
तो वे थे ही, एकार्णवर्में स्थित सम्पूर्ण जगत्को क्षुब्ध 
करने लगे | उन दोनॉके सब ओर मुख थे। एकार्णवके 
जलमें विचरते हुए जब वे पुष्करमें गये, तब वहां उन्हें 
अत्यन्त तेजस्वी ब्रह्माजीका दर्शन हुआ । 
तब वे दोनों असुर ब्रह्माजीसे पूछने लगे--'तुम 
कौन हो ? जिसने तुम्हें सृष्टिकार्यमें नियुक्त किया है, वह 


तुम्हार कौन है? कौन तुम्हारा स्रष्टा है और कौन 
रक्षक ? तथा वह किस नामसे पुकारा जाता है ?' 

बह्याजी खोले--असुरो! तुमलोग जिनके 
विषयमें पूछते हो, वे इस लोकमें एक ही कहे जाते हैं । 
जगत्में जितनी भी वस्तुएँ हैं उन सबसे उनका संयोग 
है--वे सनमें व्यास हैं। [उनका कोई एक नाम नहीं 
है,] उनके अलौकिक कर्मेकि अनुसार अनेक नाम हैं । 

यह सुनकर वे दोनों असुर सनातन देवता भगवान्‌ 
श्रीविष्णुके समीप गये, जिनकी नाभिसे कमल प्रकट 
हुआ था तथा जो इन्द्रियोंके स्वामी हैं। वहाँ जा उन 
दोनोंने उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम करते हुए कहा---हम 
जानते हैं, आप विश्वकी उत्पत्तिके स्थान, अद्वितीय तथा 
पुरुषोत्तम हैं। हमारे जन्मदाता भी आप ही हैं। हम 
आपको ही नुद्धिका भी कारण समझते हैं | देव ! हम 
आपसे हितकारी वरदान चाहते हैं । शत्रुदमन ! आपका 
दर्शन अमोघ है। समर-विजयी वीर !' हम आपको 
नमस्कार करते हैं |” 

श्रीभगवान्‌ लोले--असुरो ! तुमलोग वर 
किसलिये माँगते हो ? तुम्हारी आयु समाप्त हो चुकी है, 
फिर भी तुम दोनों जीवित रहना चाहते हो ! यह बड़े 
आशर्यकी बात है । 

मशु-कैटभने कहा--प्रभो ! जिस स्थानमें 
किसीकी मृत्यु न हुई हो; वहीं हमारा वध हो--हमें इसी 
खरदानकी इच्छा है। 

श्रीभगवान्‌ बोले--'ठीक है' इस प्रकार उन 
महान्‌ असुरोंको वरदान देकर देवताओकि प्रभु सनातन 
श्रीविष्णुने अज्ञनके समान काले झारीरवाले मधु और 
कैटभको अपनी जाँघोंपर गिराकर मसल डाला। 


१३४ 


'तदनन्तर त्रह्माजी अपनी बाँहें ऊपर उठाये घोर तपस्यामें 
संलग्न हुए। भगवान्‌ भास्करकी भाँति अन्धकारका नाश 
कर रहे थे और सत्यघर्मके परायण होकर अपनी 
किरणोंसे सूर्यके समान चमक रहे थे। किन्तु अकेले 
होनेके कारण उनका मन नहीं लगा; अतः उन्होने अपने 
शरीरके आधे भागसे शुभलक्षणा भार्याको उत्पन्न किया । 
तत्पश्चात्‌ पितामहने अपने ही समान पुत्रोंकी सृष्टि की, 
जो सब-के-सब प्रजापति और लोकविख्यात योगी हुए । 
ब्रह्माजीने [दस प्रजापतियोकि अतिरिक्त] लक्ष्मी, 
साध्या, शुभलक्षणा विश्वेशा, देवी तथा सरस्वती--इन 
पाँच कन्याओंको भी उत्पन्न किया । ये देवताओसे भी 
श्रेष्ठ और आदरणीय मानी जाती हैं। कमेकि साक्षी 
ब्रह्माजीने ये पाँचों कन्या घर्मको अर्पण कर दीं। 
ब्रह्माजीके आधे शरीरसे जो पत्नी प्रकट हुई थी, वह 
इच्छानुसार रूप घारण कर लेती थी। वह सुरभिके 
रूपमें ब्रह्माजीकी सेवामें उपस्थित हुई। लोकपूजित 
ब्रह्माजीने उसके साथ समागम किया, जिससे ग्यारह पुत्र 
उत्पन्न हुए। पितामहसे जन्म ग्रहण करनेवाले वे सभी 
बालक रोदन करते हुए दौड़े ! अतः रोने और दौड़नेके 
कारण उनकी *रुद्र' संज्ञा हुई। इसी भ्रकार सुरभिके 
गर्भसे गौ, यज्ञ तथा देवताओंकी भी उत्पत्ति हुई । बकरा, 
हँस और श्रेष्ठ ओषधियाँ (अन्न आदि) भी सुरभिसे ही 
उत्पन्न हुई हैं। धर्मसे लक्ष्मीने सोमको और साध्याने 
साध्य नामक देवताओंको जन्म दिया। उनके नाम इस 
अकार हैं--भव, प्रभव, कृशाश्च, सुबह, अरुण, वरुण, 
विश्वामित्र, चल, धुव, हविष्मान, तनूज, विधान, 


० आर्चयस्क हषीकेश यदीच्छसि परं पदम्‌ « 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


अभिमत, अल्सर, भूति, सर्वासुरनिषूदन, सुपर, 
बृहत्कान्त और महालोकनमस्कृत । देवी (वसु) ने बसु- 
संज्ञक देवताओको उत्पन्न किया, जो इन्द्रका अनुसरण 
करनेवाले थे | धर्मकी चौथी पल्ली विश्वा (विश्वेशा) के 
गर्भसे विश्वेदेव नामक देवता उत्पन्न हुए । इस प्रकार यह 
घर्मकी सन्तानोंका वर्णन हुआ । विश्वेदेवोके नाम इस 
अकार हैं--महाबाहु दक्ष, नरेश्वर पुष्कर, चाक्षुष मनु, 
महोरग, विश्वानुग, वसु, नाल, महायशस्वी निष्कल, 
अति सत्यपराक्रमी रुरुद तथा परम कान्तिमान्‌ भास्कर । 
इन विश्वेदेव-संज्ञक पुत्रॉको देवमाता विश्वेशाने जन्म दिया 
है । मरुत्वतीने मरुत्वान्‌ नामके देवताओको उत्पन्न किया, 
जिनके नाम ये हैं--अग्नि, चक्षु, ज्योति, सावित्र, मित्र, 
अमर, शरवृष्टि, सुवर्ष, महाभुज, विराज, राज, विश्वायु, 
सुमति, अश्वगन्ध, चित्ररश्मि, निषघ, आत्मविधि, चारित्र, 
पादमात्रग, बृहत्‌, बृहद्रूप तथा विष्णुसनाभिग | ये सब 
मरुत्वतीके पुत्र मरुद्रण कहलाते हैं । अदितिने कश्यपके 
अंशसे बारह आदित्योंको जन्म दिया । 

इस अकार महर्षियोंद्वारा प्रशाँसित सृष्टि-परम्पराका 
क्रमशः वर्णन किया गया । जो मनुष्य इस श्रेष्ठ पुराणको 
सदा सुनेगा और पर्वेकि अवसरपर इसका पाठ करेगा, 
वह इस लोकमें वैराग्यवान्‌ होकर परलोकमें उत्तम 
फलोंका उपभोग करेगा। जो इस पौष्कर पर्वका-- 
महात्मा ब्रह्माजीके प्रादुर्भावकी कथाका पाठ करता है, 
उसका कभी आमङ्गल नहीं होता। महाराज ! 
श्रीव्यासदेवसे जैसे मैंने सुना है, उसी प्रकार तुम्हारे 
सामने मैंने इस प्रसङ्गका वर्णन किया है। 


न्न और न्व्च्च् 

तारकासुरके जन्मकी कथा, तारककी तपस्या, उसके द्वारा देवताओंकी पराजय और 

ब्रह्मजीका देवताओंको सान्त्वना देना 

भीष्पजीने पूछा--ब्रह्मनू! अत्यन्त बलवान्‌ प्रकट होती है, उसी प्रकार दितिके गर्भसे दैत्योंकी उत्पत्ति 
तारक नामके दैत्यकी उत्पत्ति कैसे हुई ? कार्तिकेयजीने हुई है। पूर्वकालमें उसी शुभलक्षणा दितिको महर्षि 
उस महान्‌ असुरका संहार किस प्रकार किया ? भगवान्‌ कश्यपने यह वरदान दिया था कि देवि ! तुम्हें बजाज 
रुद्रको उमाकी भ्राप्ति किस प्रकार हुई ? महामुने ! थे नामका एक पुत्र होगा, जिसके सभी अङ्ग वञ्जके समान 
सारी बातें जिस प्रकार हुई हों, सब मुझे सुनाइये। सुदृढ हॉगे ।' वरदान पाकर देवी दितिने समयानुसार उस 
, पुलस्त्यजीने कहा--राजन्‌ ! जैसे अरणीसे अभि पुत्रको जन्म दिया, जो वज्जके द्वारा भी अच्छेद्य था। 


सृष्टिखण्ड ] 


+ तारकासुरके जन्यकी कथा और ब्रह्माजीका देवताओंको सान्त्वना देख » 


442५७११७४४ कक तक $$ &»»*७००००८०५४०५:५०४७४५८८८००४:४०४०४००४४४४४४४+४ ४४ neh 


१२५ 


७८४०५६५८००७५०४०४००७०४४८४४#*४ मातीही 


बह जन्मते ही समस्त शास्त्रोंमें पारङ्गत हो गया। उसने 
बड़ी भक्तिके साथ मातासे कहा- “माँ ! मैं तुम्हारी 
किस आज्ञाका पालन करूँ ?' यह सुनकर दितिको बड़ा 
हर्ष हुआ। वह दैत्यराजसे बोली--“बेटा ! इन्द्रने मेरे 
बहुत-से पुत्रोंको मौतके घाट उतार दिया है। अतः उनका 
बदला लेनेके उद्देश्यसे तुम भी इन्द्रका वध करनेके लिये 
जाओ।' महानली वज्राङ्ग “बहुत अच्छा !' कहकर 
स्वर्गमे गया और अमोघ तेजवाले पाशसे इन्द्रको 
बाँधकर अपनी माँके पास ले आया- ठीक उसी तरह, 
जैसे कोई व्याध छोटे-से मृगको बाँध लाये । इसी समय 
ज्रह्माजी तथा महातपस्वी कश्यप मुनि उस स्थानपर 
आये, जहाँ वे दोनों माँ-बेटे निर्भय होकर खड़े थे। उन्हें 
देखकर ब्रह्मा और कश्यपजीने कहा--'नेटा ! इन्हें 
छोड़ दो, ये देवताओंके राजा हैं; इन्हें लेकर तुम क्या 
करोगे। सम्मानित पुरुषका अपमान ही उसका वध कहा 
गया है। यदि शत्रु अपने शत्रुके हाथमें आ जाय और 
वह दूसरेके गौरवसे छुटकारा पाये तो वह जीता हुआ भी 
प्रतिदिन चिन्तामग्र रहनेके कारण मृतकके ही समान हो 
जाता है।' यह सुनकर वज्ाड़ने ब्रह्माजी और 
कश्यपजीके चरणॉमें प्रणाम करते हुए कहा- “मुझे 
इन्द्रको बाँधनेसे कोई मतलब नहीं है। मैंने तो माताकी 
आज्ञाका पालन किया है। देव ! आप देवता और 
असुरोंके भी स्वामी तथा मेरे माननीय प्रपितामह हैं; 
अतएव आपकी आज्ञाका पालन अवश्य करूँगा। यह 
लीजिये, मैंने इन्द्रको मुक्त कर दिया। मेण मन तपस्यामें 
लगता है, अतः मेरी तपस्या ही निर्विश्न पूरी हो--यह 
आशीर्वाद प्रदान कीजिये ।' 
ब्रह्माजी खोरळे--वत्स ! तुम मेरी आज्ञाके अधीन 
रहकर तपस्या करो । तुम्हारे ऊपर कोई आपत्ति नहीं आ 
सकती । तुमने अपने इस शुद्ध भावसे जन्मका फल प्राप्त 
कर लिया। 
यह कहकर ब्रह्माजीने बड़े-बड़े नेत्रॉवाली एक 
कन्या उत्पन्न की और उसे वज्राङ्गको पल्रीरूपमें 
अङ्गीकार करनेके लिये दे दिया। उस कन्याका नाम 
चरङ्गी बताकर ज़ह्याजी वहाँसे चले गये और वज्राङ्ग उसे 


साथ छे तपस्याके ल्यि बनमें चला गया। उस 
दैत्यराजके नेत्र कमलपत्रके समान विशाल एवं सुन्दर 
थे। उसकी बुद्धि शुद्ध थी तथा वह महान्‌ तपस्वी था। 
उसने एक हजार वर्षांतक बाँहै ऊपर उठाये खड़े होकर 
तपस्या की। तदनन्तर डसने एक हजार वर्षोतक पानीके 
भीतर निवास किया। जलके भीतर प्रवेश कर जानेपर 
उसकी पत्नी वराङ्गी, जो बड़ी पतिव्रता थी, उसी 
सरोवरके तटपर चुपचाप बैठी रही और बिना कुछ खाये- 
पिये घोर तपस्यामें प्रवृत्त हो गयी । उसके झारीरमें महान्‌ 
तेज था। इसी बीचमें एक हजार बर्षाका समय पूरा हो 
गया | तब ब्रह्माजी प्रसन्न होकर उस जलाइायके तटपर 
आये और वञ्राङ्गसे इस प्रकार बोळे-- “दितिनन्दन ! 
उठो, मैं तुम्हारी सारी कामनाएँ पूरी करूँगा ।' 

उनके ऐसा कहनेपर वज्राङ्ग बोला--'भगवन्‌ ! 
मेरे हदयमें आसुर-भाव न हो, मुझे अक्षय लोकोंकी 
आसि हो तथा जनतक यह शरीर रहे, तबतक तपस्यामें 
ही मेरा अनुराग बना रहे।' 'एवमस्तु' कहकर ब्रह्माजी 
अपने लोकको चले गये और संयमको स्थिर रखनेवाला 
चज्राङ्ग तपस्या समाप्त होनेपर जब घर लौरनेकी इच्छा 
करने लगा, तब उसे आश्रमपर अपनी स्त्री नहीं दिखायी 
दी। भूखसे आकुल होकर उसने पर्वतके घने जंगलमें 
फल-मूल लेनेके लिये प्रवेश किया। वहाँ जाकर 
देखा--उसकी पल्ली वृक्षकी ओटमें मुह छिपाये 
दीनभावसे रो रही है। उसे इस अवस्थामें देख 
दितिकुमारने सान्त्वना देते हुए पूछा--'कल्याणी ! 
किसने तुम्हार अपकार करके यमल्मेकमें जानेकी इच्छा 
की है ?' 

खराङ्गी ओरी --घ्राणनाथ ! तुम्हारे जीते-जी मेरी 
दशा अनाथकी-सी हो रही है। देवराज इन्द्रने भयंकर 
रूप धारण करके मुझे डराया है, आश्रमसे बाहर निकाल 
दिया है, मारा है और भूरि-भूरि कष्ट दिया है। मुझे अपने 
दुःखका अन्त नहीँ दिखायी देता था; इसलिये मै प्राण- 
त्याग देनेका निश्चय कर चुकी थी। आप एक ऐसा पुत्र 
दीजिये, जो मुझे इस दुःखके समुद्रसे तार दे। 

बराङ्गीके ऐसा कहनेपर दैत्यराज वञ्जाङ्गके नेत्र 


९३६ 


र 
Sheemrsereesnnessessssesseenrenesssresenaneeseesenreeeneneesneensssssssesessennneet 


क्रोधसे चञ्चल हो उठे। यद्यपि बह महान्‌ असुर 
देवराजसे बदला लेनेकी पूरी शक्ति रखता था, तथापि 
उस महाबलीने पुनः तप करनेका ही निश्चय किया। 
उसका संकल्प जानकर ब्रह्माजी वहाँ आये और उससे 
पूछने लगे--'बेटा ! तुम फिर किसलिये तपस्या 
करनेको उद्यत हुए हो ?' चज्राङ्गने कहा--'पितामह ! 
आपकी आज्ञा मानकर समाधिसे उठनेपर मैंने देखा-- 
इन्द्रने वराङ्गीको बहुत त्रास पहुँचाया है; अतः यह मुझसे 
ऐसा पुत्र चाहती है, जो इसे इस विपत्तिसे उबार दे। 
दादाजी ! यदि आप मुझपर सन्तुष्ट हैं तो मुझे ऐसा 
पुत्र दीजिये ।' 
ब्रह्माजी बोळे--वीर ! ऐसा ही होगा । अन तुम्हें 
तपस्या करनेकी आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे तारक 
नामका एक महाबली पुत्र होगा। 
ज्रह्माजीके ऐसा कहनेपर दैत्यराजने उन्हें प्रणाम 
किया और बनमें जाकर आपनी रानीको, जिसका हृदय 
दुःखी था, प्रसन्न किया। वे दोनों पति-पत्नी सफल- 
मनोरथ होकर अपने आश्रममें गये। सुन्दरी वराङ्गी 
अपने पतिके द्वारा स्थापित किये हुए गर्भको पूरे एक 
हजार वर्षोंतक उदरमें ही धारण किये रही । इसके बाद 
उसने पुत्रको जन्म दिया । उस दैत्यके पैदा होते ही सारी 
पृथ्वी डोलने लगी--सर्वत्र भूकम्प होने लगा। 
महासागर विक्षुन्ध हो उठे । वराङ्गी पुत्रको देखकर हर्षसे 
भर गयी । दैत्यज तारक जन्मते ही भयंकर पराक्रमी हो 
गया। कुजम्भ और महिष आदि मुख्य-मुख्य असुरोंने 
मिलकर उसे रजाके पदपर अभिषिक्त कर दिया। 
दैत्योंका महान्‌ साम्राज्य प्राप्त करके दानवश्रेष्ठ तारकने 
कहा--'महाबली असुरो और दानवो ! तुम सब लोग 
मेरी यात सुनो। देवगुणं हमलोगोंके वंशको नाश 
करनेवाले हैं । जन्मगत स्वभावसे ही उनके साथ हमारा 
अटूट वैर बढ़ा हुआ है। अतः हम सब लोग 
देवताओंका दमन करनेके लिये तपस्या करेंगे ।' 
पुलस्त्यजी कहते हैं--शजन्‌) यह सन्देश 
सुनाकर सबकी सम्मति ले तारकासुर पारियात्र पर्वतपर 
चला गया और यहाँ सो वर्षोदक निराहार रहकर, सौ 


= अर्चयस्व हृषीकेश यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


£ संक्षिप्त पद्मपुराण 


७७४७७३५७७७ ७ ३४०७ ७७७३७७७०५७ ७५ ७६५७७५५ १०१७७३४७७७ 


वर्षोंतक पञ्चामि-सेवन कर, सौ वर्षोतक केवल पत्ते 
चबाकर तथा सौ वर्षोतक सिर्फ जल पीकर तपस्या 
करता रहा । इस प्रकार जब उसका शरीर अत्यन्त दुर्बल 
और तपका पुञ्ज हो गया, तब ब्रह्माजीने आकर कहा-- 
*दैत्यणज ! तुमने उत्तम त्रतका पारून किया है, कोई वर 
माँगो।' उसने कहा--'किसी भी प्राणीसे मेरी मृत्यु न 
हो ।' तब ब्रह्मजीने कहा--“देहधारियोंके लिये मृत्यु 
निश्चित है; इसलिये तुम जिस किसी निमित्तसे भी, 
जिससे तुम्हें भय न हो, अपनी मृत्यु माँग लो।' तब 
दैत्यराज तारकने नहुत सोच-विचारकर सात दिनके 
बालकसे अपनी मृत्यु माँगी । उस समय वह महान्‌ 
असुर घमंडसे मोहित हो रहा था । ब्रह्माजी 'तथास्तु' 
कहकर अपने घामको चले और दैत्य अपने घर लौट 
गया। वहाँ जाकर उसने अपने मन्त्रियांसे कहा-- 
“तुमलोग शीघ्र ही मेरी सेना तैयार करो ।' असन नामका 
दानव दैत्यराज तारकका सेनापति था। उसने स्वामीकी 
बात सुनकर बहुत बड़ी सेना तैयार की । गम्भीर स्वरमें 
रणभेरी बजाकर उसने तुरंत ही बड़े-बड़े दैत्यॉको 
एकत्रित किया, जिनमें एक-एक दैत्य प्रचण्ड पराक्रमी 
होनेके साथ ही दस-दस करोड़ दैत्योंका यूथपति था। 
जम्म नामक दैत्य उन सबका अगुआ था और कुजम्भ 
उसके पीछे चलनेवाला था। इनके सिवा महिष, कुञ्जर, 
मेघ, कालनेमि, निमि, मन्थन, जम्भक और शुम्भ भी 
प्रधान थे। इस प्रकार ये दस दैत्यपति सेनानायक थे | 
उनके अतिरिक्त और भी सैकड़ों ऐसे दानव थे, जो 
अपनी भुजाओंपर पृथ्वीको तोळनेकी शक्ति रखते थे। 
दैत्योमें सिंहके समान पराक्रमी तारकासुरकी वह सेना 
बड़ी भयङ्कर जान पड़ती थी। वह मतवाले गजराओों, 
घोड़ों और रथॉसे भरी हुई थी। पैदलोकी संख्या भी 
बहुत थी और सेनामें सब ओर पताकाएँ फहरा रही थीं। 
इसी बीचमें देवताओंके दूत वायु असुरलोकमें 
आये और दानव-सेनाका उद्योग देखकर इन्द्रको उसका 
समाचार देनेके लिये गये। देबसभामें पहुँचकर उन्होंने 
देवताओंके नीचमें इस नयी घटनाका हाल सुनाया । उसे 
सुनकर महाबाहु देवराजने आँखें बंद करके बुहस्पतिजीसे 


कहा--“ गुरुदेव ! इस समय देवताओंके सामने 
दानवोंके साथ घोर संग्रामका अवसर उपस्थित होना 
चाहता है; इस निषयमें हमें क्या करना चाहिये। कोई 
नीतियुक्त बात बताइये।' 
बृहस्पतिजी जोले--सुरश्रेष्ठ ! साम-नीति और 
चतुरङ्गिणी सेना--ये ही दो विजयाभिलाषी वीरोंकी 
सफलताके साधन सुने गये हैं। ये ही सनातन 
रक्षा-कबच हैं। नीतिके चार अङ्ग है--साम, भेद, दान 
और दण्ड । यदि आक्रमण करनेवाले शत्रु लोभी हों तो 
उनपर सामनीतिका प्रभाव नहीं पड़ता । यदि वे एकमतके 
और संगठित हों तो उनमें फूट भी नहीं डाली जा सकती 
तथा जो बलपूर्वक सर्वस्व छीन लेनेकी शक्ति रखते है, 
उनके प्रति दाननीतिके प्रयोगसे भी सफलता नहीं मिल 
सकती; अतः अब यहाँ एक ही उपाय शेष रह जाता है। 
बह है--दण्ड । यदि आपलोगोंको जैंचे तो दण्डका ही 
प्रयोग करें। 
बृहस्पतिजीके ऐसा कहनेपर इन्द्रने अपने कर्तव्यका 
निश्चय करके देवताओंकी सभामें इस प्रकार 
कहा--'स्वर्गवासियो ! सावधान होकर मेरी बात 
सुनो--इस समय युद्धके लिये उद्योग करना ही उचित 
है; अतः मेरी सेना तैयार की जाय । यमराजको सेनापति 
बनाकर सम्पूर्ण देवता शीघ्र ही संप्रामके लिये निकलें।' 
यह सुनकर प्रधान-प्रधान देवता कवच बाँधकर तैयार 
हो गये। मातलिने देवराजका दुर्जय रथ जोतकर खड़ा 
किया । यमराज भैंसेपर सवार हो सेनाके आगे खडे हुए। 
वे अपने प्रचण्ड किङ्करोद्वारा सब ओरसे घिरे हुए थे। 
अभि, वायु, वरुण, कुबेर, चन्द्रमा तथा आदित्य--सब 
लोग युद्धके लिये उपस्थित हुए! देवताओंकी वह सेना 
तीनों लोकोंके लिये दुर्जय थी। उसमें तैंतीस करोड़ 
देवता एकत्रित थे। तदनन्तर युद्ध आरम्भ हुआ। 
अश्विनीकुमार, मरुद्रण, साध्यगण, इन्द्र, यक्ष और 
गन्धर्व--ये सभी महाबली एक साथ मिलकर दैत्यराज 
तारकपर प्रहार करने रुगे। उन सबके हाथोंमें नाना 
प्रकारके दिव्यार्न थे । परन्तु तारकासुरका शरीर वज्र एवं 
पर्वतके समान सुदृढ़ था! देवताओंके हथियार उसपर 


काम नहीं करते थे। उन्हें प्रहार करते देख दानवराज 
तारक रथसे कूद पड़ा और करोड़ों देवताओंको उसने 
अपने हाथके पृष्ठभागसे ही मार गिराया। यह देख 
देवताओंकी बची-खुची सेना भयभीत हो उठी और 
युद्धकी सामग्री वहीं छोड़कर चारों दिशाओंमें भाग 
गयी । ऐसी परिस्थितिमें पड़ जानेपर देबताओके हृदयमें 
बड़ा दुःख हुआ और चे जगदुरु ब्रह्माजीकी शरणमें 
जाकर सुन्दर अक्षरोंसे युक्त वाक्योद्चारा उनकी स्तुति 
करने लगे। 

देवता बोले--सच्त्वमूर्ते ! आप प्रणवरूप हैं। 
अनन्त भेदोंसे युक्त जो यह विश्व है, उसके 
आदिकी उत्पत्तिक लिये आप सबसे पहले ब्रह्मारूपमें 
अकट हुए हैं। तदनन्तर इस जगतकी रक्षाके लिये 
सत्त्वगुणके मूलभूत विष्णुरूपसे स्थित हुए हैं। इसके 
बाद इसके संहारकी इच्छासे आपने रुद्ररूप घारण 
किया। इस प्रकार एक होकर भी त्रिविध रूप धारण 
करनेवाले आप परमात्माको नमस्कार है। जगत्‌में जितने 
भी स्थूल पदार्थ हैं, उन सबके आदि कारण आप ही हैं; 
अतः आपने अपनी ही महिमासे सोच-विचारकर हम 
देवताओंका नाम-निर्देश किया है; साथ ही इस 
ब्रह्माण्डके दो भाग करके ऊर्ध्वलोकोंको आकाशमे तथा 
अधोलोकोंको पृथ्वीपर और उसके भीतर स्थापित किया 
है। इससे हमें यह जान पड़ता है कि विश्वका सारा 
अवकाश आपने ही बनाया है। आप देहके भीतर 
रहनेवाले अन्तर्यामी पुरुष हैं। आपके शरीरसे ही 
देवताओंका प्राकट्य हुआ है । आकाश आपका मस्तक, 
चन्द्रमा और सूर्य नेत्र, सपाँका समुदाय केश और दिशाएँ 
कानेकि छिद्र हैं। यज्ञ आपका दारीर, नदियाँ सन्थिस्थान, 
पृथ्बी चरण और समुद्र उदर हैं। भगवन्‌! आप 
भक्तोंकी शरण देनेवाले, आपत्तिसे बचानेवाले तथा 
उनकी रक्षा करनेवाले हैं। आप सबके ध्यानके विषय 
हैं। आपके स्वरूपका अन्त नहीं है। 

देवताओंके इस प्रकार स्तुति करनेपर ब्रह्माजी बहुत 
प्रसन्न हुए। उन्होंने बायें हाथसे वरद मुद्राका प्रदर्शन 
करते हुए, देवताओंसे कहा--'देवगण ! तुम्हारा तेज 


१३८ 


० अर्चयस्व हषीकेशं यदीच्छसि परं एदम्‌ + 


xaRemtrssnrrrsennensseesesmsnenesass+eneessssnsesnesaseneeenenesse e404 424844०५५० ०५०५५०#०५५०१४४४४५५३७५. 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


किसने छीन लिया है ? तुम आज ऐसे हो रहे हो मानो 
तुममें अब कुछ भी करनेकी शक्ति ही नहीं रह गयी है; 
तुम्हारी कान्ति किसने हर ली ?' ब्रह्माजीके इस प्रकार 
पूछनेपर देखताओंने वायुको उत्तर देनेके लिये कहा। 
उनसे प्रेरित होकर वायुने कहा--'भगवन्‌ ! आप 
चराचर जगतूकी सारो बातें जानते हैं-आपसे क्या 
छिपा है। सैकड़ों दैत्येनि मिलकर इन्द्र आदि बलिष्ठ 
देवताओंको भी बलपूर्वक परास्त कर दिया है । आपके 
आदेशसे स्वर्गलोक सदा ही यज्ञभोगी देवताओंके 
अधिकारमें रहता आया है । परन्तु इस समय तारकासुरने 
देवताओंका सारा विमान-समूह छीनकर उसे दुर्लभ कर 
दिया है। देवताओंके निवासस्थान जिस मेरु पर्वतको 
आपने सम्पूर्ण पर्वतोंका राजा मानकर उसे सब प्रकारके 
गुणोंमें बढ़ा-चढ़ा, यज्ञोंसे विभूषित तथा आकादामें भी 
अहो और नक्षत्रोंकी गतिका सीमा-प्रदेश बना रखा था, 
उसीको उस दानवने अपने निवास और विहारके लिये 
उपयोगी बनानेके उद्देश्यसे परिष्कृत किया है, उसके 
शिखरोंमें आवश्यक परिवर्तन और सुधार किया है । इस 


प्रकार उसकी सारी उद्दण्डता मैंने बतायी है । अब आप 
ही हमारी गति हैं।' 

यों कहकर वायुदेवता चुप हो गये । तब ब्रह्माजीने 
कहा--'देवताओ ! तारक नामका दैत्य देवता और 
असुर--सबके लिये अवध्य है । जिसके द्वारा उसका 
बध हो सकता है, बह पुरुष अभीतक त्रिलोकीमें पैदा ही 
नहीं हुआ | तारकासुर तपस्या कर रहा था । उस समय 
मैंने बरदान दे उसे अनुकूल बनाया और तपस्यासे रोका । 
उस दैत्यने सात दिनके बालकसे अपनी मृत्यु होनेका 
बरदान माँगा था। सात दिनका वही बालक उसे मार 
सकता है, जो भगवान्‌ शङ्करके वीर्यसे उत्पन्न हो। 
हिमालयकी कन्या जो उमादेवी होगी, उसके गर्भसे 
उत्पन्न पुत्र अरणिसे प्रकट होनेबाले अग्रिदेवकी भाँति 
तेजस्वी होगा; अतः भगवान्‌ शङ्करके अंशसे उमादेवी 
जिस पुत्रको जन्म देगी, उसका सामना करनेपर 
तारकासुर नष्ट हो जायगा।' ब्रह्माजीके ऐसा कहने- 
यर देवता उन्हें प्रणाम करके अपने-अपने स्थानको 
चले गये। 


= + — 
पार्वतीका जन्म, मदन-दहन, पार्वतीकी तपस्या और उनका भगवान्‌ 
शिवके साथ विवाह 


तदनन्तर जगत्को शान्ति प्रदान करनेवाली 
गिरिराज हिमालयकी पल्ली मेनाने परम सुन्दर ब्राह्ममुहूर्तमें 
एक कन्याको जन्म दिया । उसके जन्म लेते ही समस्त 
लोकोंमें निवास करनेवाले स्थावर, जञ्गम--सभी प्राणी 
सुखी हो गये। आकारामें भगवान्‌ श्रीविष्णु, ब्रह्मा, इन्द्र, 
चायु ओर अग्रि आदि हजारों देवता विमानॉपर बैठकर 
हिमालय पर्वतके ऊपर फूलोंकी वर्षा करने लगे । गन्धर्व 
गाने लगे। उस समय संसारमें हिमालय पर्वत समस्त 
चराचर भूतोंके लिये सेव्य तथा आश्रय लेनेके योग्य हो 
गया--सब लोग यहाँ निवास और बहाँकी यात्रा करने 
लगे । उत्सवका आनन्द ले देवता अपने-अपने स्थानको 
चले गये। गिरिराजकुमारी उमाको रूप, सौभाग्य और 
ज्ञान आदि गुणेनि विभूषित किया । इस प्रकार वह तीनों 
लोकॉमें सबसे अधिक सुन्दरी और समस्त शुभ 


लक्षणॉसे सम्पन्न हो गयी। इसी बीचमें 
कार्य-साधन-परायण देवराज इन््रने देवताओंद्रारा 
सम्मानित देवर्षि नारदका स्मरण किया। इन्द्रका 
अभिप्राय जानकर देवर्षि नारद बड़ी प्रसन्नताके साथ 
उनके भवनमें आये। उन्हें देखकर इन्द्र सिंहासनसे उठ 
खड़े हुए और यथायोग्य पाद्य आदिके द्वारा उन्होने 
नारद्जीका पूजन किया। फिर नारदजीने जब उनकी 
कुशल पूछी तो इन्द्रने कहा--“मुने ! त्रिभुवनमें हमारी 
कुशलका तो जम चुका है, अब उसमें फल 
'लगनेका साधन उपस्थित करनेके लिये मैंने आपकी याद 
की है। ये सारी बातें आप जानते ही हैं; फिर भी आपने 
प्रश्न किया है इसलिये मैं बता रहा हूँ। खिशेषतः आपने 
सुहदोंके निकट अपना प्रयोजन बताकर प्रत्येक पुरुष 
जड़ी शान्तिका अनुभव करता है। अतः जिस प्रकार 


सृष्टिखण्ड ] 


* पार्वतीका जम्म, मंदन-दहन, पार्वतीका तप तथा उनका दिवजीके साथ विवाह + 


१३९ 


भी पार्वतीदेवीका पिनाकधारी भगवान्‌ शङ्करके साथ 


संयोग हो, उसके लिये हमारे पक्षके सब लोगोंको शीघ्र 
उद्योग करना चाहिये ।' 

इन्द्रसे उनका सारा कार्य समझ लेनेके पश्चात्‌ 
नारदजीने उनसे विदा ली और शीघ्र ही गिरिराज 
हिमालयके भवनके लिये प्रस्थान किया। मिरिराजके 
द्वारपर, जो विचित्र बेंतकी लताओंसे हरा-भरा था, 
पहुँचनेपर हिमवानने पहले ही बाहर निकलकर मुनिको 
प्रणाम किया। उनका भवन पृथ्वीका भूषण था । उसमें 
प्रवेश करके अनुपम कान्तिवाले मुनिवर नारदजी एक 
बहुमूल्य आसनपर विराजमान हुए । फिर हिमवान्ने उन्हें 
यथायोग्य अर्घ्य, पाद्य आदि निवेदन किया और बड़ी 
मधुर वाणीमें नारदजीके तपकी कुशल पूछी । उस समय 
गिरिराजका मुखकमल प्रफुल्लित हो रहा था। मुनिने भी 
गिरिराजकी कुशल पूछते हुए कहा--'पर्वतराज ! 
तुम्हारा कलेवर अद्भुत है। तुम्हारा स्थान धर्मानुष्ठानके 
लिये बहुत ही उपयोगी है । तुम्हारी कन्दराओंका विस्तार 
विशाल है। इन कन्दराओमें अनेकों पावन एवं तपस्वी 
मुनियेनि आश्रय ले तुम्हें पवित्र बनाया है। गिरिराज ! 


तुम घन्य हो, जिसकी गुफामें लोकनाथ भगवान्‌ शङ्कर 
शान्तिपूर्वक ध्यान लगाये बैठे रहते हैं।' 

पुलस्त्यजी कहते हैं--देवर्षि नारदकी यह बात 
समाप्त होनेपर गिरिराज हिमालयकी रानी मेना मुनिका 
दर्शन करनेकी इच्छसे उस भवनमें आयीं। वे लज्जा 
और भ्रेमके भारसे झुकी हुई थीं। उनके पीछे-पीछे उनकी 
कन्या भी आ रही थी। देवर्षि नारद तेजकी राशि जान 
पड़ते थे, उन्हें देखकर दौलपत्रीने प्रणाम किया। उस 
समय उनका मुख अञ्चलसे ढका था और कमलके 
समान शोभा पानेवाले दोनों हाथ जुड़े हुए थे। 
अमिततेजस्वी देवर्षिने महाभागा मेनाको देखकर अपने 
अमृतमय आशीर्वादोंसे उन्हें प्रसन्न किया । उस समय 
गिरिराजकुमारी उमा अद्भुत रूपवाले नारद मुनिकी ओर 
चकित चित्तसे देख रही थी । देवर्षिने स्नेहमयी वाणीमें 
कहा--बिटी ! यहाँ आओ।' उनके इस प्रकार 
बुलानेपर उमा पिताके गलेमें बिं डालकर उनकी गोदमें 
बैठ गयी । तब उसकी माताने कहा--'बेटी ! देवर्षिको 
प्रणाम करो !' उमाने ऐसा ही किया । उसके प्रणाम कर 
लेनेपर माताने कौतूहरूवश पुत्रीके शारीरिक लक्षणोंको 
जाननेके लिये अपनी सखीके मुँहसे धीरेसे कहलाया-- 
“मुने ! इस कन्याके सौभाग्यसूघक चिह्लोंको देखनेकी 
कृपा करें।' मेनाकी सखीसे प्रेरित होकर महाभाग 
मुनिवर नारदजी मुसकराते हुए बोले--“भद्ने ! इस 
कन्याके पतिका जन्म नहीं हुआ है, यह रूक्षणॉसे रहित 
है। इसका एक हाथ सदा उत्तान (सीधा) रहेगा । इसके 
चरण व्यभिचारी लक्षणोंसे युक्त हैं; किन्तु उनकी कान्ति 
बड़ी सुन्दर होगी। यही इसका भविष्यफल है ।' 

नारदजीकी यह बात सुनकर हिमवान्‌ भयसे घबरा 
उठे, उनका धैर्य जाता रहा, वे आँसू बहाते हुए गदद 
कण्ठसे बोले--'अत्यन्त दोषोंसे भरे हुए संसारकी गति 
दुर्विज्ञेय है--उसका ज्ञान होना कठिन है। झास्त्रकारेनि 
शार्त्रोंमें पुत्रको नरकसे त्राण देनेवाला बनाकर सदा 
पुत्रप्राप्तिकी ही प्रशंसा की है; किन्तु यह बात प्राणियोंको 
मोहमें डालनेके लिये है। क्योंकि खीके बिना किसी 
जीवकी सृष्टि हो हो नहीं सकती। परन्तु खो-जाति 


९४० 


» अर्चयस्व हृषीकेशो यदीच्छसि परे पदम्‌ + 


€ संक्षिप्त पद्मपुराण 


AarermehreeeeetrpenenenemernanensneneressaeesseeeseesssRseheeneneessaspnsesssesranake ena e५५५५५॥#॥॥ ९.४४४ 


स्वभावसे ही दीन एवं दयनीय है। शास्त्रोंमें यह महान्‌ 
"फळूदायक वचन अनेकों बार निःसन्देहरूपसे दुहराया 
गया है कि ुभलक्षणॉसे सम्पन्न सुशीला कन्या दस 
पुत्रॉके समान है। किन्तु आपने मेरी कन्याके झरीरमें 
केवल दोषोंका ही संग्रह बताया है। ओह ! यह सुनकर 
मुझपर मोह छा गया है, मैं सूख गया हूँ, मुझे बड़ी भारी 
ग्लानि और विषाद हो रहा है ! मुने ! मुझपर अनुग्रह 
करके इस कन्यासम्बन्धी दुःखका निवारण कीजिये। 
देवर्षे ! आपने कहा है कि इसके पतिका जन्म ही नहीं 
हुआ है।' यह ऐसा दुर्भाग्य है, जिसकी कहीं तुलना नहीँ 
है । यह अपार और दुःसह दुःख है । हाथों और पैरोंमें 
जो रेखाएँ बनी होती हैं, वे मनुष्य अथवा देवजातिके 
लेगोको शुभ और अशुभ फलकी सूचना देनेवाली हैं; 
सो आपने इसे रुक्षणहीन बताया है। साथ ही यह भी 
कहा है कि “इसका एक हाथ सदा उत्तान रहेगा ।' परन्तु 
उत्तान हाथ तो सदा याचकोंका ही होता है--वे ही 
सबके सामने हाथ फैलाकर माँगते देखे जाते हैं । जिनके 
ज्ुभका उदय हुआ है, जो घन्य तथा दानशील हैं, उनका 
हाथ उत्तान नहीं देखा जाता । आपने इसकी उत्तम कान्ति 
बतानेके साथ ही यह भी कहा है कि इसके चरण 
व्यभिचारी लक्षणोंसे युक्त हैं; अतः मुने ! उस चिह्से भी 
मुझे कल्याणकी आशा नहीं जान पड़ती !” 

नारदजी कखोरे- गिरिराज ! तुम तो अपार हर्षके 
स्थानमें दुःखकी बात कर रहे हो । अब मेरी यह बात 
सुनो । मैंने पहले जो कुछ कहा था, वह रहस्यपूर्ण था । 
इस समय उसका स्पष्टीकरण करता हूँ, एकाग्रचित्त 
होकर श्रवण करे । हिमाचल ! मैंने जो कहा था कि इस 
देवीके पतिका जन्म नहीं हुआ है, सो ठीक ही है.। इसके 
पति महादेवजी हैं। उनका वास्तवमें जन्म नहीं हुआ 
है--बे अजन्मा हैं। भूत, भविष्य और वर्तमान जगतूकी 
उत्पत्तिके कारण वे ही हैं । वे सबको शरण देनेवाले एवं 
शासक, सनातन, कल्याणकारी और परमेश्वर हैं। यह 
ब्रह्माण्ड उन्हींके संकल्पसे उत्पन्न हुआ है। ब्रह्माजीसे 
लेकर स्थावरपर्यन्त जो यह संसार है, वह जन्म, मृत्यु 
आदिके दुःखसे पीड़ित होकर निरन्तर परिवर्तित होता 


रहता है । किन्तु महादेवजी अचल और स्थिर हैं । ने जात 
नहीं, जनक हैं--पुत्र नहीं, पिता हैं। उनपर बुढापेका 
आक्रमण नहीं होता । वे जगत्के स्वामी और आधि- 
च्याधिसे रहित हैं । इसके सिना जो मैने तुम्हारी कन्याको 
लक्षणोंसे रहित बताया है, उस वाक्यका ठौक-ठीक 
विचारपूर्ण तात्पर्य सुनो शारीरके अवयवोंमें जो चिह्न या 
रेखाएँ होती हैं, बे सीमित आयु, धन और सौभाग्यको 
ब्यक्त करनेवाली होती हैं; परन्तु जो अनन्त और अप्रमेय 
है, उसके अमित सौभाग्यको सूचित करनेवाला कोई 
चिह्न या लक्षण शरीरमें नहीं होता । महामते ! इसीसे मैने 
बतलाया है कि इसके झारीरमें कोई लक्षण नहीं है । इसके 
अतिरिक्त जो यह कहा गया है कि इसका एक हाथ सदा 
उत्तान रहेगा, उसका आशय यह है--बर देनेवाला हाथ 
उत्तान होता है । देवीका यह हाथ वरद मुद्रासे युक्त होगा । 
'यह देवता, असुर और मुनियोंके समुदायको वर देनेवाली 
होगी तथा जो मैंने इसके चरणोंको उत्तम कान्ति और 
व्यभिचारी लक्षणोंसे युक्त बताया है, उसकी व्याख्या भी 
मेरे मुँहसे सुनो--'गिरिश्रे्ठ ! इस कन्याके चरण 
कमलके समान अरुण रंगके हैं । इनपर नखोंकी उज्ज्वल 
कान्ति पड़नेसे स्वच्छता (श्वेत कान्ति) आ गयी है। 
देवता और असुर जब इसे प्रणाम करेंगे, तब उनके 
किरीरमें जड़ी हुई मणियॉकी कान्ति इसके चरणॉमें 
अतिबिम्बित होगी । उस समय ये चरण आपना स्वाभाविक 
रैग छोड़कर बिचित्र रेगके दिखायी देंगे। उनके इस 
परिवर्तन और विचित्रताको ही व्यभिचार कहा गया है 
(अतः तुम्हें कोई विपरीत आशङ्का नहीं करनी चाहिये] । 
महीधर ! यह जगतका भरण-पोषण करनेवाले वृषभ- 
ध्वज महादेवजीकी पत्नी है। यह सम्पूर्ण त्त्रेकाँकी जननी 
तथा भूतोंको उत्पन्न करनेवाली है । इसकी कान्ति परम 
पवित्र है। यह साक्षात्‌ शिवा है और तुम्हारे कुलको 
पवित्र करनेके लिये ही इसने तुम्हारी पत्नीके गर्भसे जन्म 
लिया है। अतः जिस प्रकार यह शीघ्र ही पिनाकधारी 
भगवान्‌ शङ्करका संयोग आप्त करे, उसी उपायका तुम्हें 
विधिपूर्वक अनुष्ठान करना चाहिये। ऐसा करनेसे 
देवताओंका एक महान्‌ कार्य सिद्ध होगा। 


सृष्टिखण्ड ] 


+ पार्वत्तीका जन्प, मदन-दहन, पार्वतीका तप तथा उनका शिवजीके साथ विवाह » 


२४१ 


3९७९४५५००४४७५०७५:०३४५५५०७५३०५४५५००५५५४४५५५५४७ ५४७४५ ५४५:५:५४५५०५५५४७७४५४५४:७०४ कक ०4०४8 &58##5+&&28925:5:&5%5. 


पुलस्त्यजी कहते हैं--राजन्‌ ! नारदजीके मुँहसे 
थे सारी बातें सुनकर मेनाके स्वामी गिरिराज हिमालयने 
अपना नया जन्म हुआ माना। वे अत्यन्त हर्षमें भरकर 
जोले--'प्रभो ! आपने घोर और दुस्तर नरकसे मेरा 
उद्धार कर दिया । मुने ! आप-जैसे संतोंका दर्शन निश्चय 
ही अमोध फल देनेवाला होता है। इसलिये इस 
कार्यमें--मेरी कन्याके विवाहके सम्बन्धमें आप समय- 
समयपर योग्य आदेश देते रहें [जिससे यह कार्य 
निर्विघ्रतापूर्वक सम्पन्न हो सके] ।' 
गिरिराजके ऐसा कहनेपर नारदजी हर्षमें भरकर 
बोले--'शैलराज ! सारा कार्य सिद्ध ही समझो। ऐसा 
करनेसे ही देवताओंका भी कार्य होगा और इसीमें 
तुम्हारा भी महान्‌ लाभ है।' यों कहकर नारदजी 
देवलोकमें जाकर इन्द्रसे मिले और बोले--'देवराज ! 
आपने मुझे जो कार्य सौंपा था, उसे तो मैंने कर ही दिया; 
किन्तु अब कामदेवके बाणोंसे सिद्ध होने योग्य कार्य 
उपस्थित हुआ है ।' कार्यदर्शी नारद मुनिके इस प्रकार 
कहनेपर देवराज इन्द्रने आमकी मझरीको ही अखके 
रूपमें प्रयोग करनेवाले कामदेवका स्मरण किया। उसे 
सामने प्रकट हुआ देख इन्द्रने कहा-- 'रतिवल्लभ | 
तुम्हें बहुत उपदेश देनेकी क्या आवश्यकता है; तुम तो 
सङ्कल्पसे हो उत्पन्न हुए हो, इसलिये सम्पूर्ण प्राणियोंके 
मनकी बात जानते हो । स्वर्गबासियोंका प्रिय कार्य करो । 
मनोभव ! गिरिराजकुमारी उमाके साथ भगवान्‌ शङ्करका 
शीघ्र संयोग कराओ । इस मधुमास चैत्रको भी साथ लेते 
जाओ तथा अपनी पल्ली रतिसे भी सहायता लो ।' 
कामदेव बोला--देव | यह सामग्री मुनियों और 
दानवोके लिये तो बड़ी भयंकर है, किन्तु इससे भगवान्‌ 
जङ्करको वशमें करना कठिन है। 
इन्द्रने कहा--'रतिकान्त ! तुम्हारी शक्तिको मैं 
जानता हूँ; तुम्हारे द्वारा इस कार्यके सिद्ध होनेमें तनिक 
भी सन्देह नहीं है ।' 
इन्द्रके ऐसा कहनेपर कामदेव अपने सखा 
मधुमासको लेकर रतिके साथ तुरंत ही हिमालयके 
शिखरपर गया । जहाँ पहुँचकर उसने कार्यके उपायका 


विचार करते हुए सोचा कि “महात्मा पुरुष निष्कम्प-- 
अविचल होते हैं। उनके मनको वशमें करना अत्यन्त 
दुष्कर कार्य है। उसे पहले ही क्षुब्ध करके उसके ऊपर 
बिजय पायी जाती है । पहले मनका संशोधन कर लेनेपर 
ही प्रायः सिद्धि भ्राप्त होती है। मैं महादेवजीके 
अन्तःकरणमें प्रवेश करके इन्द्रिय-समुदायको व्याप्त कर 
रमणीय साधनेकि द्वार आपना कार्य सिद्ध करूँगा।' यह 
सोचकर कामदेव भगवान्‌ भूतनाथके आश्रमपर गया । 
वह आश्रम पृथ्वीका सारभूत स्थान जान पड़ता था । 
वहाँकी वेदी देवदारुके वृक्षसे सुशोभित हो रही थी। 
कामदेवने, जिसका अन्तकाल क्रमशः समीप आता जा 
रहा था, धीरे-धीरे आगे बढ़कर देखा--भगवान्‌ शङ्कर 
ध्यान लगाये बैठे हैं। उनके अधखुले नेत्र अर्घ- 
विकसित कमलदलके समान झोभा पा रहे हैं! उनकी 
दृष्टि सीधी एवे नासिकाके अग्रभागपर लगी हुई है। 
झारीरपर उत्तरीयके रूपमें अत्यन्त रमणीय व्याघ्रचर्म 
लटक रहा है। कानोमें धारण किये हुए सपैकि फनोंसे 
निकली हुई फुफकारकी आँचसे उनका मुख पिङ्गल 
वर्णका हो रहा है। इवासे हिलती हुई लम्बी-लम्नी 
जटाएँ उनके कपोल-प्रान्तका चुम्बन कर रही हैं। 
वासुकि नागका यज्ञोपवीत धारण करनेसे उनकी नाभिके 
मूल भागमें वासुकिका मुख और पूँछ सटे हुए दिखायी 
देते हैं। वे अञ्जि बाँधे ब्रहाके चिन्तनमें स्थिर हो रहे 
हैं और सपेकि आभूषण घारण किये हुए हैं। 

तदनन्तर वृक्षकी शाखासे भ्रमरकी भाँति झंकार 
करते हुए कामदेवने भगवान्‌ शाङ्करके कानमें होकर 
हृदयमें प्रवेश किया! कामका आधारभूत वह मधुर 
झंकार सुनकर राङ्करजीके मनमें रमणकी इच्छा जाग्रत्‌ 
हुई और उन्होंने अपनी आणवल्लभा दक्षकुमारी सतीका 
स्मरण किया। तब स्मरण-पथमें आयी हुई सती उनकी 
निर्मल समाधि-भावनाको धीरे-धीरे लुप्त करके स्वयं ही 
क्ष्य-स्थानमें आ गयीं और उन्हें प्रत्यक्ष रूपमें 
उपस्थित-सी जान पड़ीं। फिर तो भगवान्‌ शिव उनकी 
सुधमें तन्मय हो गये। इस आकस्मिक विघ्ने उनके 
अन्तःकरणको आवृत्त कर लिया । देवताओंके अधीश्वर 


[ संक्षिप्त पदापुराण 


शिव क्षणभरके लिये कामजनित विकारको प्राप्त हो गये । 
किन्तु यह अवस्था अधिक देरतक न रही, कामदेवका 
कुचक्र समझकर उनके हृदयमें कुछ क्रोधका सञ्चार हो 
आया। उन्होंने धैर्यका आश्रय लेकर कामदेवके 
प्रभावको दूर किया और स्वयं योगमायासे आवृत होकर 
दृढ़तापूर्वक समाधिमें स्थित हो गये । 

उस योगमायासे आविष्ट होनेपर कामदेव जलने 
लगा, अतः वह वासनामय व्यसनका रूप धारण करके 
उनके हृदयसे बाहर निकल आया। बाहर आकर वह 
एक स्थानपर खड़ा हुआ। उस समय उसकी सहायिका 
रति और सखा नसंत--इन दोनेनि भी उसका अनुसरण 
किया। फिर मदनने आमकी मौरका मनोहर गुच्छ लेकर 
उसमें मोहनाखका आधान किया और उसे अपने 
पुष्पमय घनुषपर रखकर तुरंत ही महादेवजीकी छातीमें 
मारा। इन्द्रियॉके समुदायरूप हृदयके बिंध जानेपर 


भगवान्‌ शिवने कामदेवकी ओर दृष्टिपात किया । फिर 
तो उनका मुख क्रोधके आवेगसे निकलते हुए घोर 
हुड्डारके कारण अत्यन्त भयानक हो उठा। उनके तीसरे 
नेत्रमें आगकी ज्वाला प्रज्वलित हो उठी । रौद्र शरीरधारी 


भगवान्‌ रुद्रका वह नेत्र ऐसा भयेकर दिखायी देने लगा, 
मानो संसारका संहार करनेके लिये खुला हो । मदन पास 
हो खड़ा था ! महादेवजीने उस नेत्रको फैलाकर मदनको 
ही उसका लक्ष्य बनाया। देवतालोग "त्राहि-त्राहि' 
कहकर चिल्लाते ही रह गये और मदन उस नेत्रसे 
निकली हुई चिनगारियोंमें पड़कर भस्म हो गया। 
कामदेवको दग्ध करके वह आग समस्त जगतको 
जलानेके लिये बढ्ने लगी । यह जानकर भगवान्‌ शिवने 
उस कामाग्रिको आमके वृक्ष, वसन्त, चन्द्रमा, 
पुष्पसमूह, भ्रमर तथा कोयलके मुखमें बाँट दिया। 
महादेवजी बाहर और भीतर भी कामदेवके बाणोंसे विद्ध 
थे, इसलिये उपर्युक्त स्थानोंमें उस अग्निका विभाग करके 
चे उनमेंसे प्रत्येकको प्रज्वलित कामाभिके ही रूपमें 
देखने लगे। बह कामाम्नि सम्पूर्ण लोकको क्षोभमें 
डालनेवाली है; उसके प्रसारको रोकना कठिन होता है । 

कामदेवको भगवान्‌ शिवके हुङ्कारकी ज्यालासे 
भस्म हुआ देख रति उसके सखा वसन्तके साथ जोर- 
जोरसे रोने लगी। फिर वह त्रिनेत्रधारी भगवान्‌ 
अन्द्रशेखरकी शरणमें गयी और धरतीपर घुटने टेककर 
स्तुति करने लगी। 

रति बोली--जो सबके मन हैं, यह जगत्‌ 
जिनका स्वरूप है और जो अद्भुत मार्गसे चलनेवाले हैं, 
उन कल्याणमय शिवको नमस्कार है। जो सबको शरण 
देनेवाले तथा प्राकृत गुणोंसे रहित हैं, उन भगवान्‌ 
शङ्करको नमस्कार है। नाना लोकॉमें समृद्धिका विस्तार 
करनेवाले शिवको नमस्कार है । भक्तोंको मनोवाञ्छित 
वस्तु देनेवाले महादेबजीको प्रणाम है । कर्मोको उत्पन्न 
करनेवाले महेश्वरको नमस्कार है । प्रभो ! आपका स्वरूप 
अनन्त है; आपको सदा ही नमस्कार है । देव ! आप 
ललाटमें चन्द्रमाका चिह्न धारण करते हैं; आपको 
नमस्कार है। आपकी लीलाएँ असीम हैं। उनके द्वारा 
आपकी उत्तम स्तुति होती रहती है। वृषभराज नन्दी 
आपका वाहन है। आप दानबॉके तीनों पुरोंका अन्त 
करनेवाले हैं, आपंको नमस्कार है। आप सर्वत्र प्रसिद्ध 
है और नाना प्रकारके रूप धारण किया करते हैं; आपको 


सृष्टिखण्ड ] 


» पार्वतीका जन्म, भदन-दहन, पार्वतीका तप तथा उनका शिवजीके साथ विवाह « 


श्ड्वे 


विग ब 


नमस्कार है। कालस्वरूप आपको नमस्कार है। 
'कलसंख्यरूप आपको नमस्कार है तथा काल और कल 
दोनोंसे अतीत आप परमेश्वरको नमस्कार है। आप 
चराचर प्राणियोंके आचारका विचार करनेवालॉमें सबसे 
बढ़े आचार्य हैं। प्राणियोंकी सृष्टि आपके ही संकल्पसे 
हुई है। आपके ललाटमें चन्द्रमा शोभा पाते हैं। मैं अपने 
प्रियतमकी प्राप्तिके लिये सहसा आप महेश्वरकी शरणमें 
आयी हूँ। भगवन्‌ ! मेरी कामनाको पूर्ण करनेवाले और 
यशको बढानेवाले मेरे पतिको मुझे दे दीजिये। मैं उनके 
बिना जीवित नहीं रह सकती । पुरुषेश्वर ! प्रियाके लिये 
प्रियतम ही नित्य सेव्य है, उससे बढ़कर संसारमें दूसरा 
कौन है। आप सबके प्रभु, प्रभावशाली तथा प्रिय 
चस्तुओंकी उत्पत्तिके कारण हैं। आप ही इस भुवनके 
स्वामी और रक्षक हैं। आप परम दयालु और भक्तोंका 
भय दूर करनेवाले हैं। 
पुलस्त्यजी कहते हैं--कामदेवकी पत्नी रतिके 
इस प्रकार स्तुति करनेपर मस्तकपर चन्द्रमाका मुकुट 
धारण करनेवाले भगवान्‌ शङ्कर उसकी ओर देखकर 
मधुर चाणीमें नोले--'सुन्दरी ! समय आनेपर यह 
कामदेव शीघ्र ही उत्पन्न होगा । संसारमें इसकी अनङ्गके 
नामसे प्रसिद्धि होगी। भगवान्‌ शिवके ऐसा कहनेपर 
कामवल्लभा रति उनके चरणोंमें मस्तक झुकाकर 
हिमाल्यके दूसरे उपबनमें चली गयी। 
उधर नारदजीके कथनानुसार हिमवान्‌ अपनी 
कन्याको वस्त्राभूषणोंसे विभूषित करके उसकी दो 
सखियोंके साथ भगवान्‌ शङ्करके समीप ले आ रहे थे। 
मार्गमें रतिके मुखसे मदन-दहनका समाचार सुनकर 
उनके मनमें कुछ भय हुआ। उन्होंने कन्याको लेकर 
अपनी पुरीमें लौट जानेका विचार किया । यह देख 
संकोचशील पार्वतीने अपनी सखियोंके भुखसे पिताको 
कहलाया--'तपस्यासे अभीष्ट यस्तुकी प्राप्ति होती है। 
तप करनेवालेके लिये कुछ भी दुर्लभ नहीं है । संसारमें 
तपस्या-जैसे साधनके रहते लोग व्यर्थ ही दुर्भाग्यका भार 
ढोते हैं। अतः अपंनी अभीष्ट वस्तुको प्राप्त करनेकी 
इच्छासे मैं तपस्या ही करूँगी।' यह सुनकर हिमवान्ले 


कहा--बेटी ! 'उ' “मा'--ऐसा न करो। तुम अभी 
चपल बालिका हो । तुम्हारा शरीर तपस्याका कष्ट सहन 
करनेमें समर्थ नहीं है । बाले ! जो बात होनेनाली होती 
है, वह होकर ही रहती है; इसलिये तुम्हें तपस्या करनेकी 
कोई आवश्यकता नहीं है | अब घरको ही चळूंगा और 
बही इस कार्यकी सिद्धे लिये कोई उपाय सोचूँगा ।' 
'पिताके ऐसा कहनेपर भी जब पार्वती घर जानेको तैयार 
नहीं हुई, तब हिमवानने मन-ही-मन आपनी पुत्रीके दृढ़ 
निश्चयकी प्रशंसा की । इसी समय आकारमें दिव्य बाणी 
अकर हुई, जो तीनों र््ोकॉमें सुनायी पड़ी। बह इस 
अकार थी-_'गिरिराज ! तुमने 'उ' 'मा' कहकर अपनी 
पुत्रीको तपस्या करनेसे रोका है; इसलिये संसारमें इसका 
नाम उमा होगा। यह मूर्तिमती सिद्धि है। अपनी 
अभिलषित वस्तुको अवश्य प्राप्त करेगी।' यह 
आकाशवाणी सुनकर हिमवानने पुत्रको तप करनेकी 
आज्ञा दे दी और स्वयं अपने भवनको चले गये। 
पार्वती अपनी दोनों सखियोके साथ हिमाल्यके 
उस प्रदेशमें गयी, जहाँ देवताओंका भी पहुँचना कठिन 
था। यहाँका शिखर परम पवित्र और नाना प्रकारकी 
घातुओंसे विभूषित था। सब ओर दिव्य पुष्प और 
'लताएँ फैली थीं, वृक्षॉपर भ्रमर गुंजार कर रहे थे) वहाँ 
पार्वतीने अपने चर्र और आभूषण उतारकर दिव्य 
वल्कल धारण कर किये । करिमें कुशॉकी मेखला पहन 
ली । वह प्रतिदिन तीन बार स्नान करती और गुलानके 
फूल चनाकर रह जाती थी। इस प्रकार उसने सौ 
खर्षोतक तपस्या की । तत्पश्चात्‌ सौ वर्षोतक हिमवान्‌- 
कुमारी प्रतिदिन एक पत्ता खाकर रही । तदनन्तर पुनः सौ 
वर्षोतक उसने आहारका सर्वथा परित्याग कर दिया। 
इस तरह बह तपस्याकी निधि बन गयी । उसके सपकी 
आँचसे समस्त प्राणी उद्दिप्न हो उठे। तब इन्द्रने 
सप्तर्षियोंका स्मरण किया । जे स बड़ी प्रसन्नताके साथ 
एक ही समय वहाँ उपस्थित हुए । इन्द्रने उनका स्वागत- 
सत्कार किया । इसके बाद उन्होंने अपने बुलाये जानेका 
अयोजन पूछा। तब इन््रने कहा-- 'महात्माओ ! 
आपल्त्रेगॉके आवाहनका प्रयोजन सुनिये । हिमालयपर 


श्डड 


* अर्चयस्व हृषीकेशं यदीव्छसि परे पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पशपुराण 


%5%%%0%०929*3%522०»०»४५७०»99»43:+::22%*+55&9»*55:555%6:5%%58»#४**७४:»४+४०७55%०%/%८:+*०७७३४७४७०४७३०४४५४०७४०४४. 


पार्वतीदेवी घोर तपस्या कर रही हैं। आपलोग संसारके 
हितके लिये शीघ्रतापूर्वक वहाँ जाकर उन्हें अभिमत 
वस्तुकी प्राप्तिका विश्वास दिला तपस्या नंद करा दीजिये ।' 
“बहुत अच्छा !' कहकर सप्तर्षिगण उस सिद्धसेवित 
दौलपर आये और पार्वतीदेवीसे मधुर -वाणीमें बोले 
“बेटी ) तुम किस उद्देश्यसे यहाँ तप कर रही हो ?' 
पार्वतीदेनीने मुनियोके गौरवका ध्यान रखकर आद्र- 
पूर्वक कहा--'महात्माओ ! आपलोग समस्त प्राणियेकि 
मनोरथको जानते हैं। प्रायः सभी देहधारी ऐसी ही 
वस्तुकी अभिलाषा करते हैं, जो अत्यन्त दुर्लभ होती है । 
मैं भगवान्‌ शङ्करको पतिरूपमें प्राप्त करनेका उद्योग कर 
रही हूँ। बे खभावसे ही दुराराध्य हैं । देवता और असुर 
भी जिनके स्वरूपको निश्चित रूपसे महीं जानते, जो 
पारमार्थिक क्रियाओकि एकमात्र आधार हैं, जिन वीतराग 
महात्माने कामदेवको जलाकर भस्म कर डाला है, ऐसे 
महामहिम शिवको मेरी-जैसी तुच्छ अबला किस प्रकार 
आराघनाद्वारा प्रसन्न कर सकती है ।' 
पार्यतीके यों कहनेपर मुनियॉने उनके मनकी दुढ़ता 
जाननेके लिये कहा--'बेटी ! संसारमें दो तरहका सुख 
देखा जाता है--एक तो बह है, जिसका झरीरसे सम्बन्ध 
होता है और दूसरा वह, जो मनको शान्ति एने आनन्द 
प्रदान करनेबाल्ला होता है । यदि तुम अपने शरीरके लिये 
नित्य सुखकी इच्छा करती हो तो तुम्हें घृणित वेषमें 
रहनेवाले भूत-प्रेतोके सङ्गी महादेवसे वह सुख कैसे 
मिल सकता है। अरी! जे फुफकारते हुए भयंकर 
भुजङ्गोंको आभूषणरूपमें घारण करते हैं, रमशानभूमिमें 
रहते हैं और रौद्ररूपधारी प्रमथगण सदा उनके साथ लगे 
रहते हैं। उनसे तो लक्ष्मीपति भगवान्‌ श्रीविष्णु कहीं 
अच्छे हैं। वे इस जगतके पालक हैं। उनके स्वरूपका 
कहीं ओर-छोर नहीं है तथा वे यज्ञभोगी देवताओके 
स्वमी हैं। तुम उन्हें पानेकी इच्छा क्यों नहीं करतीं ? 
अथवा दूसरे किसी देवताको पानेसे भी तुम्हें मानसिक 
सुखकी प्राप्ति हो सकती है । जिस यस्को तुम चाहती हो, 
उसके पानेमें ही बहुत छेझ है; यदि कदाचित्‌ प्राप्त भी 
हो गया तो वह निष्फल वुक्षके समान है--उससे तुम्हें 


सुख नहीं मिल सकता ।' 

उन श्रेष्ठ मुनियोंके ऐसा कहनेपर पार्वतीदेवी कुपित 
हो उठीं, उनके ओठ फड़कने लगे और वे क्रोधसे लाल 
आँखें करके बोलीं--'महर्षियो ! दुराग्रहीके लिये 
कौन-सी नीति है। जिनकी समझ उलटी है, उन्हें 
आजतक किसने राहपर लगाया है | मुझे भी ऐसी ही 
जानिये! अतः मेरे विषयमे अधिक विचार करनेकी 
आवश्यकता नहीं है। आप सब लोग प्रजापतिके समान 
हैं, सब कुछ देखने और समझनेवाले हैं; फिर भी यह 
निश्चय है कि आप उन जगत्प्रभु सनातन देव भगवान्‌ 
शङ्करको नहीं जानते। बे अजन्मा, ईश्वर और अव्यक्त 
हैं। उनकी महिमाका माप-तौल नहीं है। उनके 
अलौकिक कर्मोका उत्तम रहस्य समझना तो दूर रहा, 
उनके स्वरूपका बोध भी आवृत है । श्रीविष्णु और ब्रह्मा 
आदि देवेश्वर भी उन्हें यथार्थरूपसे नहीं जानते। 
ब्रहमर्षियो ! उनका आत्म-वैभव समस्त भुबनोंमें फैला 
हुआ है, सम्पूर्ण प्राणियोंके सामने प्रकट है; क्या उसे भी 
आपलोग नहीँ जानते? बताइये तो, यह आकाश 
किसका स्वरूप है ? यह अभि, यह वायु किसकी मूर्ति 
हैं ? पृथ्वी और जल किसके विग्रह हैं ? तथा ये चन्द्रमा 
और सूर्य किसके नेत्र हैं ?' 

पार्वतीदेवीकी बात सुनकर सप्तर्षगण वहाँसे उस 
स्थानपर गये, जहाँ भगवान्‌ शिव विराजमान थे । उन्होंने 
भक्तिपूर्वक नमस्कार करके भगवान्से कहा-- 'स्वर्गके 
अघीश्वर महादेव ! आप दयालु देवता हैं । गिरिराज 
हिमाल्यकी पुत्री आपके लिये तपस्या कर रही है। 
हमलोग उसका मनोरथ जानकर आपके पास आये हैं। 
आप योगमाया, महिमा और गुणोंके आश्रय हैं । आपको 
अपने निर्मल ऐश्वर्यपर गर्व नहीं है। शरीरधारियोंमें 
'हमलोग अधिक पुण्यवान्‌ हैं जो कि ऐसे महिमाशाली 
आपका दर्शन कर रहे हैं! ऋषियोंके रमणीय एव 
हितकर वचन सुनकर वागीश्वरोंमें श्रेष्ठ भगवान्‌ शङ्कर 
मुसकराते हुए बोले--'मुनिवरो ! मैं जानता हूँ 
लोक-रक्षाकी दृष्टिसे वास्तवमें यह कार्य बहुत उत्तम है; 
किन्तु इस विषयमें मुझे हिमवान्‌ पर्वतसे ही आशङ्का 


सृष्टिखण्ड ] 


* पार्वतीका जन्म, मदन-दहन, पार्वतीका तप सथा उनका शिखजीके साथ विवाह » 


१४५ 


है---शायद वे मेरे साथ अपनी कन्याके विवाहको बात, 
स्वीकार न करें। इसमें सन्देह नहीं कि जो लोग 
कार्यसिद्धिके लिये उद्यत होते हैं, वे सभी उत्कण्ठित रहा 
करते हैं। उत्क्रण्ठा होनेपर बड़े-बड़े महात्माओंके चित्तमें 
भी उतावली पड़ जाती है । तथापि विशिष्ट व्यक्तियोंको 
'लोक-मर्यादाका अनुसरण करना ही चाहिये। क्योंकि 
इससे धर्मकी वृद्धि होती है और परवर्ती लोगोंके लिये 
भी आदर्श उपस्थित होता है ।' 
भगवानके ऐसा कहनेपर सप्तर्षिगण तुरंत 
हिमाल्यके भवनमें गये। वहाँ हिमवानने बड़े आदरके 
साथ उनका पूजन किया । उससे प्रसन्न होकर वे मुनिश्रेष्ठ 
उतावलीके कारण संक्षेपसे बोले-- “गिरिराज ! तुम्हारी 
पुत्रीके लिये साक्षात्‌ पिनाकधारी भगवान्‌ शङ्कर तुमसे 
याचना करते हैं। अतः तुम आपनी पुत्री भगवान्‌ 
श्रीशंकरको समर्पित करके अपनेको पावन बनाओ । यह 
देवताओंका कार्य है । जगतका उद्धार करनेके लिये ही 
, यह उद्योग किया जा रहा है।' उनके ऐसा कहनेपर 
हिमवान्‌ आनन्द-विभोर हो गये। तब वे हिमवानको 
साथ ले पार्वतीके आश्रमपर गये । उमा तपस्याके कारण 
तेजोमयी दिखायी दे रही थी। उसने अपने तेजसे सूर्य 
और अग्निकी ज्चालाको भी परास्त कर दिया था। 
मुनियोने जन स्त्रेहपूर्वक उसका मनोगत भाव पूछा तो 
उस मानिनीने यह सारगर्भित वचन कहा- “मैं 
पिनाकधारी भगवान्‌ रुद्रके सिवा दूसरे किसीको नहीं 
चाहती । वे ही छोटे-बड़े सब प्राणियोंमें [आत्मारूपसे] 
स्थित हैं, वे ही सबको समृद्धि प्रदान करनेवाले हैं। 
घीरता और ऐश्वर्य आदि गुण उन्हींमें शोभा पाते हैं; वे 
तुलनारहितं महान्‌ प्रमाण हैं, उनके सिवा दूसरी कोई 
वस्तु है ही नहीं । यह सारा जगत्‌ उन्हाँसे उत्पन्न होता है । 
जिनका ऐश्वर्य आदि, अन्तसे रहित है, उन्हीं भगवान्‌ 
शङ्कस्की शारणमें मैं आयी हूँ ।' 
पार्वतीदेवीके ये वचन सुनकर ने मुनिश्रेष्ठ बहुत 
प्रसन्न हुए। उनके नेत्रॉमे आनन्दके आँसू उमड़ आये 
और उन्होंने तपस्विनी गिरिजाकी प्रशंसा करते हुए मधुर 
चाणीमें कहा--'अहो ! बड़ी अद्भुत बात है। बेटी ! 


तुम निर्मल ज्ञानकी मूर्ति-सी जान पड़ती हो और 
श्रीशङ्करजीमेँ दृढ़ अनुराग रखनेके कारण हमारे 
अन्तःकरणको अत्यन्त प्रसन्न कर रही हो | हम भगवान्‌ 
शिवके अद्भुत ऐश्वर्यको जानते हैं, केवल तुम्हारे 
निश्चयकी दृढ़ता जाननेके लिये यहाँ आये थे। अब 
तुम्हारी यह कामना शीघ्र ही पूरी होगी। अपने इस 
मनोहर रूपको तपस्पाकी आगमें न जलाओ । कल 
प्रातःकाल भगवान्‌ दाळूर स्वयं आकर तुम्हास पाणिग्रहण 
करेंगे। हमलोग पहले आकर तुम्हारे पिताजीसे भी 
आर्थना कर चुके हैं। अब तुम अपने पिताके साथ घर 
जाओ, हम भी अपने आश्रमको जाते हैं।' उनके इस 
प्रकार कहनेपर पार्वती यह सोचकर कि तपस्याका यथार्थ 
फल आप्त हो गया, तुरंत ही पिताके शोभासम्पन्न दिव्य 
भवनमें चली गयों। वहाँ जानेपर गिरिजाके हृदयमें 
भगवान्‌ शङ्करके दर्शनकी प्रबल उत्कण्ठा जात्‌ हुई । 
अतः उसे बह रात एक हजार वर्षेकि समान जान पड़ी। 
तदनन्तर ब्राह्म-मुहूर्तमे उठकर सखियोंने पार्यतीका 
माङ्गलिक कार्य करना आरम्भ किया। क्रमशः नाना 
प्रकारके मङ्गल विधान यथार्थ-रूपसे सम्पन्न किये गये। 
सब प्रकारकी कामनाएँ पूर्ण करनेवाली ऋतुएँ मूर्तिमान्‌ 
होकर गिरिराज हिमालयकी उपासना करने ऊगीं। 
सुखदायिनी वायु झाड़ने-बुहारनेके काममें लगी थी। 
चिन्तामणि आदि रल, तरह-तरहकी लता. तथा 
कल्पतरु आदि बड़े-बड़े वृक्ष भी वहाँ सब ओर 
उपस्थित थे। दिव्य ओषधियॉके साथ साधारण 
ओषधियाँ भी दिव्य देह धारण करके सेवामें संलग्न थीं । 
रस और धातुएँ, भी वहाँ दास-दासीका काम करती थीं । 
नदियाँ, समुद्र तथा स्थावर-जङ्गम सभी प्राणी मूर्तिमान्‌ 
होकर हिमवानूकी महिमा बढ़ा रहे थे! 

दूसरी ओर निर्मल शरीरवाले देवता, मुनि, नाग, 
यक्ष, गन्धर्व और किन्नरगण श्रीशङ्करजीके श्ृज्ञारकी सारी 
सामग्री सजाये गन्धमादन पर्वतपर उपस्थित हुए। 
ब्रह्माजीने श्रीशङ्करजीके जटा-जूटमें चन्द्रमाकी कला 
सजायी। भगवान्‌ श्रीविष्णु रलके बने कर्णभुषण, 
उज्ज्वल कण्उहार और भुजङ्गमय आभूषण लेकर 


+ अर्चयस्व हषीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ « 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


श्रीशङ्करजीके सामने उपस्थित हुए। अन्य देवताओनि पल्ली उमाके साथ शास्त्रोक्त रीतिसे बैवाहिक कार्य सम्पन्न 
'मनके समान वेगवाले शिववाहन नन्दीको भी विभूषित किया। गिरिराजने उन्हें अर्घ्य दिया और देवताओंने 
किया । भाति-भातिकी शृङ्गार-सामग्रियॉसे श्रीराङ्करजीको 
सुसज्जित करके उन्हें सुन्दर आभूषण पहनाकर भी 
देवताओकी व्यग्रता अभी दूर नहीं हुई--वे 
शीघ्र-से-शीघ्र वैवाहिक कार्य सम्पन्न कराना चाहते थे। 
पृथ्वीदेवी भी सर्वथा व्यग्र थीं। वे मनोरम रूप धारण 
करके उपस्थित हुई और नूतन तथा सुन्दर रस और 
ओषधियाँ प्रदान करने लगीं। साक्षात्‌ वरुण रत्न, 
आभूषण तथा भाँति-भाँतिके रज्रॉके बने हुए विचित्र~ 
विचित्र पुष्प लेकर उपस्थित हुए । समस्त देहधारियोके 
भीतर रहकर सब कुछ जाननेवाले अग्निदेव भी परम 
पवित्र सोनेके दिव्य आभूषण लेकर विनीत भावसे 
सामने आये। वायु सुगन्ध बिखेरती हुई मन्द-मन्द गतिसे 
प्रवाहित होने लगी, जिससे उसका स्पर्श भगवान्‌ 
शङ्करको सुखद प्रतीत हो। वज्रसे सुसज्जित देवराज 
इन्द्रने बड़ी असत्रताके साथ आपने हाथोंमें भगवान्‌ 
शिवका छत्र ग्रहण किया। बह छत्र अपने उज्ज्वल 


प्रकाशसे चन्द्रमाकी किरणाबलियोंका उपहास कर रहा 
था। गन्धर्व और किन्नर अत्यन्त मधुर बाजॉकी ध्वनि 
करते हुए गान करने रगे । मुहूर्त और ऋतुएँ मूर्तिमान्‌ 
होकर गान और नृत्य करने लगीं। भगवान्‌ शङ्कर 
हिमवान्के नगरमें पहुँचे। उनके चञ्चल प्रमथगण 
हिमाल्यका आलोडन करते हुए वहाँ स्थित हुए। 
तत्पश्चात्‌ विश्वविधाता ब्रह्माजी तथा भगवान्‌ शङ्कर 
क्रमशः विवाहमण्डपमें विराजमान हुए । शिवने अपनी 


बिनोदके द्वारा उन्हें प्रसन्न किया । शिवने पल्लीके साथ 
वह रात्रि वहीं व्यतीत की। सबेरै देवताओंके स्तवन 
करनेपर वे उठे और गिरिराजसे विदा ले वायुके समान 
वेगशाली नन्दीपर सवार हो पत्नीसहित मन्दराचलको 
चले गये। उमाके साथ भगवान्‌ नीलूलोहितके चले 
जानेपर हिमनान्‌का मन कुछ उदास हो गया । क्यों न हो, 
कन्याकी विदाई हो जानेपर भला, किस पिताका हृदय 
व्याकुल नहीं होता! 


— = 
गणेश और कार्तिकियका जन्म तथा कार्तिकेयद्दारा तारकासुरका वध 


पुलस्त्यजी कहते हैं-राजन्‌ ! तदनन्तर भगवान्‌ 


हाथीके समान था; फिर खेल करते हुए भगवती शिवाने 


कङ्कर पार्वती देवीके साथ नगरके रमणीय उद्यानं तथा उसे गङ्गाजीके जलमें डाल दिया। गङ्गाजी पार्वतीको 
एकान्त बनोमें बिहार करने लगे। देवीके प्रति उनके अपनी सखी मानती थीं । उनके जरूमें पड़ते ही बह 
हदयमें बड़ा अनुराग था! एक समयकी बात है- पुरुष बढ़कर विशालकाय हो गया ! पार्वती देवीने उसे 
गिरिजाने सुगन्धित तेल और चूर्णे अपने शारीरमें उबटन पुत्र कहकर पुकारा । फिर गङ्गाजीने भी पुत्र कहकर 
लगवाया और उससे जो मैल गिरा, उसे हाथमें उठाकर सम्बोधित किया । देवताओनि गाङ्गेय कहकर सम्मानित 
उन्होंने एक पुरुषकी आकृति बनायी, जिसका मुँह किया । इस प्रकार गजानन देवताओके द्वारा पूजित हुए । 


सृष्टिखण्ड ] 


+ गणेश और कार्तिकेयका जन्म तथा कार्तिकेयड्ारा तारकासुरका वघ » 


१४७ 


ब्रह्माजीने उन्हें गणोंका आधिपत्य प्रदान किया ! 
तत्पश्चात्‌ परम सुन्दरी शिवा देवीने खेलमें ही एक 
वृक्ष बनाया। उससे अशोकका मनोहर अङ्कूर फूट 
निकला । सुन्दर मुखवाली पार्वतीने उसका मङ्गल- 
संस्कार किया । तब इन्द्रके पुरोहित बृहस्पति आदि 
ब्राह्मणों, देवताओं तथा मुनियोने कहा--'देवि ! 
बताइये, वृक्षोंके पौधे लगानेसे क्या फल होगा ?' यह 
सुनकर पार्यती देवीका शरीर हर्षसे पुलकित हो उठा, वे 
अत्यन्त कल्याणमय वचन बोलीं--'जो विज्ञ पुरुष ऐसे 
गाँवमें जहाँ जलका अभाव हो, कुआँ बनवाता है, बह 
उसके जलकी जितनी बूँदें हों उतने वर्षतक स्वर्ममें 
निवास करता है। दस कुओंके समान एक बाली, दस 
बावलियोंके समान एक सरोवर, दस सरोवरोंके समान 
एक कन्या और दस कन्याओंके समान एक वृक्ष 
लगानेका फल होता है । यह शुभ मर्यादा नियत है। यह 
लोकको उन्नतिके पथपर ले जानेवाली है ।' माता पार्वती 
देवीके यों कहनेपर बृहस्पति आदि ब्राह्मण उन्हें प्रणाम 
करके अपने-अपने निवासस्थानको चले गये। 
उनके जानेके पश्चात्‌ भगवान्‌ शङ्कर पार्वतीके साथ 
अपने भवनमें गये । उस भवनमें चित्तको प्रसन्न करने- 
वाले ऊ॑चे-ऊँचे चौबारे, अटारियां और गोपुर बने हुए 
थे । चेदियोंपर मालाएँ शोभा पा रही थीं । सब ओर सोना 
जड़ा था। महलमें पुष्प बिखेरे हुए थे, जिनकी सुगन्धसे 
उन्मत्त होकर भ्रमरगण गुंजार कर रहे थे। उस भवनमें 
भगवान्‌ श्रीशङ्करको पार्वतीजीके साथ निवास करते एक 
हजार वर्ष व्यतीत हो गये। तब देवताओंने उतावळे 
होकर अभ्रिदेवको श्रीझङ्करजीकी चेष्टा जाननेके लिये 
भेजा । अग्निने तोतेका रूप धारण करके, जिससे पक्षी 
आते-जाते थे, उसी छित्रके द्वार शङ्करजीके महलमें 
प्रवेश किया और उन्हें गिरिजाके साथ एक राय्यापर 
सोते देखा। तत्पश्चात्‌ देवी पार्वती झाय्यासे उठकर 
कौतूहलबश एक सरोबरके तटपर गयीं; जो सुवर्णमय 
कमलॉसे सुशोभित था । वहाँ जाकर उन्होंने जलविहार 
किया। तदनन्तर वे सखियॉके साथ सरोबरके किनारे 
बैठी और उसके निर्मल पङ्कजोंसे सुशोभित स्वादिष्ट 


जलको पीनेकी इच्छा करने लगीं । इतनेमें ही उन्हें सूर्यके 
समान तेजस्विनी छः कृत्तिकाएँ दिखायी दीं । वे कमलके 
पततेमें उस सरोवरका जळ लेकर जब अपने घरको जाने 
लगीं, तन पार्वती देवीने हर्षमें भरकर कहा--'देवियो ! 
कमलके पत्तेमें रखे हुए जलको मैं भी देखना चाहती 
हूँ।' बे बोली--'सुमुखि ! हम तुम्हें इसी शार्तपर जल 
दे सकती हैं कि तुम्हारे प्रिय गर्भसे जो पुत्र उत्पन्न हो, यह 
हमारा भी पुत्र माना जाय एवं हममें भी मातृभाव 
रखनेबाला तथा हमारा रक्षक हो । वह पुत्र तीनों ल्त्रेकॉमें 
विख्यात होगा।' उनकी बात सुनकर गिरिजाने कहा-- 
“अच्छा, ऐसा ही हो।' यह उत्तर पाकर कृत्तिकाओको 
बड़ा हर्ष हुआ और उन्होंने कमल-पत्रमें स्थित जलमेंसे 
थोड़ा पार्वतीजीको भी दे दिया। उनके साथ पार्वतीने भी 
क्रमशः उस जलका पान किया । 

जल पीनेके बाद तुरंत ही रोग-शोकका नाश 
करमेवाल्त्र एक सुन्दर और अद्भुत बालक भगवती 
पार्वतीकी दाहिनी कोख फाड़कर निकल आया । उसका 
शरीर सूर्यकी किरणेकि समान भ्रकाश-पुझसे व्याप्त था । 
उसने अपने हाथमें तीक्ष्ण शक्ति, शूल और अङ्कु 
धारण कर रखे थे। वह अभ्रिके समान तेजस्वी और 
सुबर्णक समान गोरे रेगका बालक कुस्सित दैत्योंको 
मारनेके लिये प्रकट हुआ था; इसलिये उसका नाम 
“कुमार' हुआ। वह कृत्तिकाके दिये हुए जलसे 
ज्ञाखाओंसहित प्रकट हुआ था । वे कल्याणमयी शाखाएँ, 
छहों मुखोंके रूपमें विस्तृत थीं; इन्हीं सब कारणोंसे बह 
तीनों लोकोंमें विशाख, षण्मुख, स्कन्द, षडानन और 
कार्तिकेय आदि नामॉसे विख्यात हुआ । ब्रह्मा, श्रीविष्णु, 
इन्द्र और सूर्य आदि समस्त देवताओनि चन्दन, माला, 
सुन्दर धूप, खिलौने, छत्र, चैवर, भूषण और अङ्गराग 
आदिके द्वार कुमार षडाननको साबधानीके साथ 
विधिपूर्वक सेनापतिके पदपर अभिषिक्त किया । भगवान्‌ 
श्रीविष्णुने सब तरहके आयुध प्रदान किये। धनाध्यक्ष 
कुबेरने दस लाख यक्षोंकी सेना दी । अभिने तेज और 
वायुने बाहन अर्पित किये । इस प्रकार देवताओंने असन्न 
चित्तसे सूर्यके समान तेजस्वी स्कन्दको अनन्त पदार्थ 


१४८ 


* अचंयस्व हषीकेशे यदीच्छसि परं पदम्‌ » 


00५१७७४५४७ ४७७ ४४५७ मक कक णा 24भ40भ0भ6006202403899ॅ2600664620भ.भ0000भ 606922, 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


दिये । तत्पश्चात्‌ डे सब पृथ्वीपर घुटने टेककर बैठ गये 
और स्तोत्र पढ़कर वरदायक देवता षडाननकी स्तुति 
करने लगे। स्तुति पूर्ण होनेके पश्चात्‌ कुमारने कहा-- 
'दिवताओ ! आपलोग शान्त होकर बताइये, मैं आपको 
कौन-सी इच्छा पूरी करूँ? यदि आपके मनमें 
चिरकालसे कोई असाध्य कार्य करनेकी भी इच्छा हो 
तो कहिये ।' 

देवता बोले--कुमार ! तारक नामसे प्रसिद्ध एक 
दैत्योंका राजा है, जो सम्पूर्ण देवकुलका अन्त कर रहा 
है। वह बलवान्‌, अजेय, तीखे स्वभाववाला, दुराचारी 
और अत्यन्त क्रोधी है। सबका नाश करनेवाला और 
दुर्दमनीय है । अतः आप उस दैत्यका वध कीजिये । यही 
एक कार्य शेष रह गया है, जो हमलोगोंको बहुत ही 
भयभीत कर रहा है। 

देवताओकि यों कहनेपर कुमारने “तथास्तु' कहकर 
उनकी आज्ञा स्वीकार की और जगत्के लिये कण्टकरूप 
तारकासुरका वध करनेके लिये वे देवताओंके पीछे-पीछे 
चले । उस समय समस्त देवता उनकी स्तुति कर रहे थे। 
तदनन्तर कुमारका आश्रय मिल जानेके कारण इन्द्रने 
दानवराज तारकके पास अपना दूत भेजा । यहाँ जाकर 
दूतने उस भयानक आकृतिवाले दैत्यसे निर्भयतापूर्वक 
कहा- “तारकासुर ! देवराज इन्द्रे तुम्हें यह कहलाया 
है कि देवता तुमसे युद्ध करने आ रहे हैं, तुम अपनी 
शक्तिभर आण बचानेकी चेष्टा करो ।' यों कहकर जन दूत 
चला गया, तब दानवने सोचा, हो-न-हो, इन्द्रको कोई 
आश्रय अवश्य मिल गया है, अन्यथा वे ऐसी बात नहीं 
कह सकते थे !' इन्द्र मुझपर आक्रमण करने आ रहे हैं। 
चह सोचने लगा, 'ऐसा कौन अपूर्व योद्धा होगा, जिसे 
मैने अबतक परास्त नहीं किया है।' तारकासुर इसी 
चिन्तामें व्याकुल हो रहा था, इतनेमें ही उसे सिद्ध- 
वन्दियोके द्वार गाया जाता हुआ किसीका यशोगान 
सुनायी पड़ा, जो हृदयको दुःखद प्रतीत होता था, जिसके. 
अक्षर कड़े जान पड़ते थे। 

अन्दीगण कह रहे थे--महासेन ! आपकी जय 
हो। आपके मस्तककी चञ्चल शिखाएँ बड़ी सुन्दर 


दिखायी देती हैं, श्रीविग्रहकी कान्ति नूतन एबं निर्मल 
कमलदलके समान मनोरम जान पड़ती है। आप 
दैत्यवंशके लिये दुःसह दावानलके समान हें । प्रभो ! 
विशाख ! आपकी जय हो। तीनों लोकोंके शोकको 
'शमन करनेवाले सात दिनकी अवस्थाके बालक! 
आपकी जय हो। सम्पूर्ण विश्वकी रक्षाका भार बहन 
करनेवाले दैत्यविनाशक स्कन्द ! आपकी जथ हो। 

देववन्दियोंद्वारा उच्चारित यह विजयघोष सुनकर 
तारकासुरको ब्रह्माजीके वचनका स्मरण हो आया। 
बालकके हाथसे वध होनेकी बात याद करके वह 
धर्मविध्वंसी दैत्य शोकाकुल हृदयसे अपने महलके 
बाहर निकला । उस समय नहुत-से वीर उसके पीछे- 
पीछे चल रहे थे। कालनेमि आदि दैत्य भी थर्र उठे। 
उनका हृदय भयभीत हो गया । वे अपनी-अपनी सेनामें 
खड़े होकर व्यग्रताके कारण चकित हो रहे थे। 
तारकासुरने कुमारको सामने देखकर कहा--'बाळक ! 
तू क्यों युद्ध करना चाहता है ? जा, गेंद लेकर खेल । 
तेरे ऊपर जो यह महान्‌ युद्धकी विभीषिका लादी गयी 
है, यह तेरे साथ बड़ा अन्याय किया गया है। तू अभी 
निरा बच्चा है, इसीलिये तेरी बुद्धि इतनी अल्प समझ 
रखनेवारी है ।' 

कुमार बोले--तारक-! सुनो, यहाँ [अधिक 
बुद्धि लेकर] शास्त्रार्थ नहीं करना है । भयंकर संयाममें 
शस्त्रके द्वारा ही अर्थकी सिद्धि होती है [बुद्धिके द्वार 
नहीँ] । तुम मुझे शिशु समझकर मेरी अवहेलना न 
करो। साँपका नन्हा-सा बच्चा भी मौतका कष्ट देनेनाला 
होता है। [प्रभातकालके] बाल-सूर्यकी ओर देखना भी 
कठिन होता है। इसी प्रकार मैं बालक होनेपर भी दुर्जय 
हुँ--मुझे परास्त करना कठिन है। दैत्य! क्या थोड़े 
अक्षरोंवाले मन्त्रमें अद्भुत शक्ति नहीं देखी जाती ? 

कुमारकी यह बात समाप्त होते ही दैस्यने उनके 
ऊपर मुद्गर्का प्रहार किया। परन्तु उन्होंने अमोघ 
तेजवाले चक्रके द्वारा उस भयंकर अर्को नष्ट कर 
दिया । तब दैत्यराजने लोहेका भिन्दिपाल चलाया, किन्तु 
कार्तिकेयने उसको अपने हाथसे पकड़ लिया। इसके 


जाद उन्हेनि भी दैत्यको लक्ष्य करके भयानक आवाज 
करनेवाली गदा चलायी; उसकी चोट खाकर वह 
पर्वताकार दैत्य तिलमिला उठा। अब उसे विश्वास हो 
गया कि यह बालक दुःसह एवं दुर्जय वीर है। उसने 
बुद्धिसे सोचा, अब निःसन्देह मेरा काल आ पहुँचा है! 
उसे कम्पित होते देख कालनेमि आदि सभी दैत्यपति 
संप्राममें कठोरता धारण करनेवाले कुमारको मारने लगे । 
परन्तु महातेजस्वी कार्तिकेयको उनके प्रहार और 
विभीषिकाएँ छू भी नहीं सकीं। उन्होंने दानव-सेनाको 
अख्त्र-शस्त्रोंस विदीर्ण करना आरम्भ किया। उनके 
अरखोका कोई निवारण नहीं हो पाता था। उनकी मार 
खाकर कालनेमि आदि देवरात्रु युद्धसे विमुख होकर 
भाग चले । 

इस प्रकार जब दैत्यगण आहत होकर चारों ओर 
भाग गये और किन्नरगण विजय-गीत गाने लगे, उस 
समय अपना उपहास जानकर तारकासुर क्रोधसे 
अचेत-सा हो गया। उसने तपाये हुए सोनेकी कान्तिसे 
सुशोभित गदा लेकर कुमारपर प्रहार किया और विचित्र 
बाणोंसे मारकर उनके वाहन मयूरको युद्धसे भगा दिया । 
अपने वाहनको रक्त बहाते हुए भागते देख कार्तिकेयने 
सुवर्णभूषित निर्मल शक्ति हाथमे ली और दानवराज 
तारकसे कहा--'खोटी बुद्धिवाले दैत्य ! खड़ा रह, 
खड़ा रह; जीते-जी इस संसारको भर आँख देख ले। 
अब मैं अपनी शक्तिके द्वारा तेरे प्राण ले रहा हूँ, तू अपने 
कुकर्मोको याद कर।' यों कहकर कुमारने दैत्यके ऊपर 
शक्तिका अहार किया। कुमारकी भुजासे छूटी हुई वह 
शक्ति केयूरकी खन खनाहटके साथ चली और दैत्यकी 
छातीमें, जो वज्र तथा गिरिराजके समान कठोर थी, जा 
लगी । उसने तारकासुरके हृदयको चीर डाल्त्र और वह 


दैत्य निष्ण होकर प्रल्यकालीन पर्यतके समान 
घरतीपर गिर पड़ा! दानवोंके घुरन्धर वीर दैत्यज 
तारकके मारे जानेपर सबका दुःख दूर हो गया । देवता- 
लोग कार्तिकेयजीकी स्तुति करते हुए क्रीडामें मग्न हो 
गये, उनके मुखपर मुसकान छा गयी । वे अपनी मानसिक 


चित्ताका परित्याग करके हर्षपूर्वक अपने-अपने लोकमें 
गये । सबने कार्तिकेयजीको वरदान दिये । 

देवता खोले--जो परम बुद्धिमान्‌ मनुष्य 
कार्तिकेयजीसे सम्बन्ध रखनेवाली इस कथाको पढ़ेगा, 
सुनेगा अथवा सुनायेगा, वह यशस्वी होगा। उसकी 
आयु बढ़ेगी; वह सौभाग्यशाली, श्रीसम्पन्न, कान्तिमान्‌, 
सुन्दर, समस्त प्राणियॉसे निर्भय तथा सब दुःखोंसे 
मुक्त होगा । 


विकि गा 


उत्तम ब्राह्मण और गायत्री-मन्त्रकी महिमा 


भीष्मजीने पूछा--विप्रवर ! मनुष्यको भी 
देवत्व, सुख, राज्य, धन, यश, विजय, भोग, आरोग्य, 
आयु, विद्या, लक्ष्मी, पुत्र, बन्धुवर्ग एवं सब प्रकारके 
मङ्गलकी प्राप्ति कैसे हो सकती है? यह बतानेकी 
कृपा कीजिये । 

पुलस्त्यजीने कहा--राजन्‌! इस पृथ्वीपर 
ब्राह्मण सदा ही विद्या आदि गुणोंसे युक्त और श्रीसम्पन्न 
होता है। तीनों लोरको और प्रत्येक युगमें त्राह्मण-देवता 
नित्य पसित्र माने गये हैं। ब्राह्मण देवताओंका भी देवता 
है। संसारमें उसके समान दूसरा कोई नहीं है। वह 
साक्षात्‌ घर्मकी मूर्ति है और इस पृथ्वीपर सबको मोक्ष 
प्रदान करनेवाला है। ब्राह्मण सब लोगोंका गुरु, पूज्य 
और तीर्थस्वरूप मनुष्य है! ब्रह्माजीने उसे सब 
देवताओंका आश्रय बनाया है। पूर्वकालमें नारदजीने 
इसी विषयको ब्रह्माजीसे इस प्रकार पूछा था--'ब्रह्मन्‌ ! 
किसकी पूजा करनेपर भगवान्‌ लक्ष्मीपति प्रसन्न 
होते हैं ?' 

ब्रह्माजी बोले--जिसपर ब्राह्मण प्रसन्न होते हैं, 
उसपर भगवान्‌ श्रीविष्णु भी प्रसन्न हो जाते हैं। अतः 
ब्राह्मणकी सेवा करनेवाला मनुष्य परब्रह्म परमात्माको 
आप्त होता है! ब्राह्मणके शारीरमें सदा ही श्रीविष्णुका 
निवास है। जो दान, मान और सेवा आदिके द्वारा 
प्रतिदिन आह्यार्णोकी पूजा करता है, उसके द्वारा मानो 
शास्त्रीय विधिके अनुसार उत्तम दक्षिणासे युक्त सौ 
'यज्ञोका अनुष्ठान हो जाता है। जिसके घरपर आया हुआ 
विद्वान्‌ ब्राह्मण निराश नहीं लौटता, उसके सम्पूर्ण 
पापॉंका नाश हो जाता है तथा वह अक्षय स्वर्गको प्राप्त 
होता है। पवित्र देश-कालमें सुपात्र ब्राह्मणको जो घन 
दान किया जाता है, उसे अक्षय जानना चाहिये; वह 
जन्म-जन्भान्तरेमें भी फल देता रहता है। जाह्मणॉकी 
पूजा करनेवाला मनुष्य कभी दरिद्र, दुःखी और रोगी नहीं 


होता । जिस घरके आँगन ्राह्मणॉकी चरणधूलि पड़मेसे 
पवित्र एवं शुद्ध होते रहते हैं, बे पुण्यक्षेत्रके समान हैं । 
उन्हें यज्ञ-कर्मके लिये श्रेष्ठ माना गया है। भीष्म ! 
पूर्वकालमें त्रह्माजीके मुखसे पहले ब्राह्मणका प्रादुर्भाव 
हुआ; फिर उसी मुखसे जगत्की सृष्टि और पालनके 
हेतुभूत वेद प्रकट हुए। अतः विधाताने समस्त लोकॉकी 
पूजा अहण करनेके लिये और समस्त यज्ञोंके अनुष्ठानके 
लिये ब्राह्मणके ही मुखमें वेदोंको समर्पित किया। 
पितृयज्ञ (शराद्ध-तर्पण), विवाह, अग्निहोत्र, शान्तिकर्म 
तथा सब प्रकारके माङ्गलिक कार्येमिं ब्राह्मण सदा उत्तम 
माने गये हैं। ब्राह्मणके ही मुखसे देवता हव्यका और 
पितर कव्यका उपभोग करते हैं। ब्राह्मणके बिना दान, 
होम और बलि--सब निष्फल होते हैं । जहाँ नाह्मणोंको 
भोजन नहीं दिया जाता, वहाँ आसुर, प्रेत, दैत्य और 
राक्षस भोजन करते हैं। अतः दान-होम आदिमें 
ब्राह्मणको बुलाकर उन्हीसे सब कर्म कराना चाहिये। 
उत्तम देश-कालमें और उत्तम पात्रको दिया हुआ दान 
लाखगुना अधिक फलदायक होता है। ब्राह्मणको 
देखकर श्रद्धापूर्वक उसको प्रणाम करना चाहिये । उसके 
आशीर्वादसे मनुष्यकी आयु बढ़ती है, वह चिरजीवी 
होता है। ब्राह्मणको देखकर उसे प्रणाम न करनेसे, 
ब्राह्मणके साथ द्वेष रखनेसे तथा उसके प्रति अश्रद्धा 
करनेसे मनुष्योंकी आयु क्षीण होती है, उनके धन- 
ऐश्वर्यका नाझ होता है तथा परलोकमें उनकी दुर्गति होती 
है। ब्राह्मणका पूजन करनेसे आयु, यश, विद्या और 
घनकी वृद्धि होती है तथा मनुष्य श्रेष्ठ दशाको प्राप्त होता 
है--इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है। .जिन घरोंमें 
ब्राह्मणके चरणोदकसे कीच नहीं होती, जहाँ वेद और 
शाखोंकी ध्वनि नहीं सुनायी देती, जो यज्ञ, तर्पण और 
आह्यणोंके आशीर्वादसे वञ्चित रहते हैं, वे ₹मशानके 
समान हैं।* 


*न विप्रपादोदककर्दमानि न येदशारप्रतिघोषिठानि । स्वाहास्वघास्वस्तिविवर्जितानि स्मरानतुल्यानि गृहाणि तानि ॥ 


(४३।१२७) 


» उत्तम ड्राह्मण और गायत्री-मन्त्रकी महिमा « 


नारदजीने पूछा--पिताजी ! कौन ब्राह्मण 
अत्यन्त पूजनीय है? ब्राह्मण और गुरुके लक्षणका 
यथावत्‌ वर्णन कीजिये। 
ब्रह्माजीने कहा--वत्स ! श्रोत्रिय और सदाचारी 
ब्राह्मणकी नित्य पूजा करनी चाहिये। जो उत्तम व्रतका 
पालन करनेवाला और पायोंसे मुक्त है, बह मनुष्य 
तीर्थस्वरूप है। उत्तम श्रोत्रियकुलमें उत्पन्न होकर भी जो 
बैदिक कर्मोका अनुष्ठान नहीं करता, बह पूजित नहीं 
होता तथा असत्‌ क्षेत्र (मातृकुल) में जन्म लेकर भी जो 
बेदानुकूल कर्म करता है, वह पूजाके योग्य है--जैसे 
महर्षि वेदव्यास और ऋष्यशृङ्ग । विश्वामित्र यद्यपि 
क्षत्रियकुलमें उत्पन्न हैं, तथापि अपने सत्कमेकि कारण 
वे मेरे समान हैं; इसलिये बेटा ! तुम पृथ्बीके तीर्थस्वरूप 
श्रोत्रिय आदि ब्राह्मणोंके लक्षण सुनो, इनके सुननेसे सन 
पापोंका नाश होता है। ब्राह्मणफे बालकको जन्मसे 
आहाण समझना चाहिये । संस्कारोंसे उसकी 'द्विज' संज्ञा 
होती है तथा विद्या पढ्नेसे वह “विप्र' नाम धारण करता 
है। इस प्रकार जन्म, संस्कार और बिद्या--इन तीनॉसे 
युक्त होना श्रोत्रियका लक्षण है। जो विद्या, मन्त्र तथा 
वेदोंसे शुद्ध होकर तीर्थस्नानादिके कारण और भी पवित्र 
हो गया है, वह ब्राह्मण परम पूजनीय माना गया है। जो 
सदा भगवान्‌ श्रीनारायणमें भक्ति रखता है, जिसका 
अन्तःकरण शुद्ध है, जिसने अपनी इन्द्रियों और क्रोधको 
जीत लिया है, जो सब लोगोके प्रति समान भाव रखता 
है, जिसके हृदयमें गुरु, देवता और अतिथिके प्रति भक्ति 


है, जो पिता-माताकी सेवामें लगा रहता है, जिसका मन 
परायी स्त्रीमे कभी सुखका अनुभव नहीं करता, जो सदा 
पुराणोंकी कथा कहता और घार्मिक उपाख्यानोंका प्रसार 
करता है, उस ब्राह्मणके दर्शनसे प्रतिदिन अश्वमेध आदि 
यज्ञोंका फल प्राप्त होता है।† जो प्रतिदिन स्त्रान, 
ब्राह्मणोंका पूजन तथा नाना प्रकारके त्रठोंका अनुष्ठान 
करनेसे पवित्र हो गया है तथा जो गङ्गाजीके जलका 
सेवन करता है, उसके साथ वार्तालाप करनेसे ही उत्तम 
गतिकी प्राप्ति होती है। जो शत्रु और मित्र दोनोंके प्रति 
दयाभाव रखता है, सब लोगोंके साथ समताका बर्ताज 
करता है, दूसरेका घन--जंगलमें पड़ा हुआ तिनका भी 
नहीं चुराता, काम और क्रोध आदि दोषोंसे मुक्त है, जो 
इन्द्रियॉंके वशमें नहीं होता, यजुर्वेद्में वर्णित चतुर्वेदमयी 
शुद्ध तथा चौबीस अक्षरोंसे युक्त त्रिपदा गायत्रीका 
प्रतिदिन जप करता है तथा उसके भेदोंको जानता है, बह 
ब्रह्मपदको प्राप्त होता है। 

नारदजीने पूछा--पिताजी ! गायत्रीका क्या 
लक्षण है, उसके प्रत्येक अक्षरमें कौन-सा गुण है तथा 
उसकी कुक्षि, चरण और गोत्रका क्या निर्णय है--इस 
बातको स्पष्टरूपसे बताइये। 

ब्रह्माजी खोले--वत्स ! गायत्री-मन्त्रका छन्द 
गायत्री और देवता सविता निश्चित किये गये हैं। गायत्री 
देवीका वर्ण शुक्र, मुख अग्नि और ऋषि विश्वामित्र हैं। 
ब्रह्माजी उनके मस्तकस्थानीय हैं । उनकी शिखा रुद्र और 
हृदय श्रीविष्णु हैं । उनका उपनयन-कर्ममें विनियोग होता 


० सच्छोत्रियकुले जातो अक्रियो नैव पूजितः । असत्क्षेत्रकुले पूज्यो 


व्यासनैभाण्डकौ यथा ॥ 


(४३॥ १३१) 


नै जन्मना ब्राह्मणो ज्ञेयः संस्कपैरद्रिज उच्यते । विद्यया याति बिप्रत्व॑ त्रिभिः श्रोत्रियलक्षणम्‌॥ 


बिद्यापूतो मन्त्रपूतो वेदपूतस्तथैव च।तीर्थस्रानादिभिमेध्यो विप्रः पूज्यतमः स्मृतः॥ 
नारायणे सदा भक्तः शुद्धात्तःकरणस्तथा जितेन्द्रियो जितक्रोधः समः सर्वजनेषु ख॥ 
गुरुदेवातिथेर्भक्तः पित्रोः सुश्रूणे रत: । परदारे भनो यस्य कदाचिन्नैव मोदते॥ 
पुराणकथको निस्य धर्माख्यानस्य सन्ततिः । अस्यैव दर्शनान्नित्यमश्मेघादिजे फल्म्‌॥ 


(४३॥ १३४-३८) 


० अर्चयस्व हृषीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ » 


[ संक्षिप्त पद्पुराण 


है । गायत्री देवी सांख्यायन गोत्रमें उत्पन्न हुई हैं । तीनों 
लोक उनके तीन चरण हैं। पृथ्बी उनके उदरमें स्थित 
है। पैरसे लेकर मस्तकतक शरीरके चौबीस स्थानोंमें 
'गायत्रीके चौबीस अक्षरोंका न्यास करके द्विज ब्रह्म- 
लोकको प्राप्त होता है तथा प्रत्येक अक्षरके देवताका 
ज्ञान प्राप्त करनेसे विष्णुका सायुज्य मिलता है। अब मैं 
गायत्रीका दूसरा निश्चित लक्षण बतलाता हूँ। वह 
अठारह अक्षरका यजुर्मनत्र है । 'अप्नि” शब्दसे उसका 
आरम्भ होता है और 'स्वाहा' के हकारपर उसकी 
समाप्ति । जलमें खड़ा होकर इस मन्त्रका सौ बार जप 
करना चाहिये। इससे करोड़ों पातक और उपपातक 
नष्ट हो जाते हैं तथा जप करनेवाले पुरुष ब्रह्महत्या 
आदि पापोंसे मुक्त होकर मेरे लोकको प्राप्त होते हैं। 
बह मन्त्र इस प्रकार है--“३% अभ्नेखाँक्पुंसि यजुवेदिन 
जुष्टा सोमं पिय स्वाहा' । इसी प्रकार विष्णु-मन्त्र, 
माहेश्वर महामन्त्र, देवीमन्त्र, सूर्यमन्त्र, गणेश-मन्त्र तथा 
अन्यान्य देषताओंके मन्त्रॉंका जप करनेसे भी मनुष्य 
पापरहित होकर उत्तम गति पाता है। जिस किसी 
कुलमें उत्पन्न हुआ ब्राह्मण भी यदि जप-परायण हो तो 
वह साक्षात्‌ न्रहास्वरूप है; उसका यलरपूर्वक पूजन 
करना चाहिये। ऐसे ब्राह्मणको प्रत्येक पर्वपर 
विधिपूर्वक दान देना चाहिये। इससे दाताको करोड़ों 
जन्मोंतक अक्षय पुण्यकी प्राप्ति होती है। जो ब्राह्मण 
स्वाध्यायपरायण होकर स्वयं पढ़ता, दूसरोंको पढ़ाता 
और संसारमें द्विजातियोंके यहाँ धर्म, सदाचार, श्रुति, 
स्मृति, पुराण-संहिता तथा घर्मसंहिताका श्रवण कराता 
है, बह इस पृथ्वीपर भगवान्‌ श्रीविष्णुके समान है। 
मनुष्यों और देवताओंका भी पूज्य है। उस तीर्थस्वरूप 
और निष्पाप ब्राह्मणफा बल अक्षय होता है। उसका 
आदरपूर्वक पूजन करके मनुष्य श्रीविष्णुधामको प्राप्त 
होता है। जो द्विज गायत्रीके प्रत्येक अक्षरका उसके 
देवतासहित अपने शरीरमें न्यास करके प्रतिदिन 
म्राणायामपूर्वक उसका जप करता है, वह करोड़ों 
जन्मॉके किये हुए सम्पूर्ण पापोंसे छुटकारा पा 


जाता है। इतना ही नहीं, वह ग्रहापदको प्राप्त होकर 
प्रकृतिसे परे हो जाता है; इसलिये नारद ! तुम 
भ्राणायामसहित गायत्रीका जप किया करो। 

नारदजीने. पूछा--ब्रह्मनू! प्राणायामका 
क्या स्वरूप है, गायत्रीके प्रत्येक अक्षरके देवता 
कौन-कौन हैं तथा शरीरके किन-किन अवयवोंमें 
उनका न्यास किया जाता है ? तात ! इन सभी बातोंका 
क्रमशः वर्णन कोजिये। 

ब्रह्माजी बोले--प्रत्येक देहधारीके गुदादेशमें 
अपान और हृदयमें प्राण रहता है; इसलिये गुदाको 
सङ्कचित करके पूरक क्रियाके द्वारा अपान वायुको 
प्राणवायुके साथ संयुक्त करे । तत्पश्चात्‌ वायुको रोककर 
कुम्भक करे [और उसके बाद रेचककी क्रियाद्वारा 
खायुको बाहर निकाले। पूरक आदि प्रत्येक क्रियाके 
साथ तीन-तीन बार प्राणायाम-मन्त्रका जप करना 
चाहिये] । द्विजको तीन प्राणायाम करके गायत्रीका जप 
करना उचित है। इस प्रकार जो जप करता है, उसके 
महापातकोंकी राशि भस्म हो जाती है । तथा दूसरे-दूसरे 
पातक भी एक ही बारके मन्त्रोच्चारणसे नष्ट हो जाते 
हैं। जो प्रत्येक बर्णके देवताका ज्ञान प्राप्त करके अपने 
शरीरमें उसका न्यास करता है, वह ब्रह्मभावको प्राप्त 
होता है; उसे मिलनेवाले फलका वर्णन नहीं किया जा 
सकता। बेटा ! प्रत्येक अक्षरके जो-जो देवता हैं, 
उनका वर्णन करता हूँ, सुनो। [इन अक्षरोंका जप 
करनेसे द्विजको फिर जन्म नहीं लेना पड़ता] । प्रथम 
अक्षरके देवता अग्नि, दूसरेके वायु, तीसरेके सूर्य, 
चौथेके नियत्‌ (आकाश), पाँचबेंके यमराज, छठेके 
वरुण, सातवेंके बृहस्पति, आठवेंके पर्जन्य, नर्वेंके 
इन्द्र, दसवेंके गन्धर्व, भ्यारहवेंके पूषा, बारहवेंके मित्र, 
तेरहवेंके त्वष्टा, चौदहवेंके वसु, पंद्रहवेंके मरुद्रण, 
सोलहर्वेके सोम, सतरहवेंके अङ्गिरा, अठारहवेंके 
विश्वेदेव, उन्नीसवेंके अश्विनीकुमार, बीसबेंके भ्रजापति, 
इकीसवेंके सम्पूर्ण देवता, आाईसर्वेके रुद्र, तेईसबेंके 
ब्रह्म और चौबीसवेंके श्रोविष्णु हैं। इस प्रकार चौबीस 


सृष्टिखण्ड ] 


« उत्तम ब्राह्मण और गायत्री-पन्त्रकी महिमा + 


१५३ 


अक्षरोंके ये चौबीस देवता माने गये हैं।* गायत्री 
मन्त्रके इन देवताओंका ज्ञान प्राप्त कर लेनेपर सम्पूर्ण 
वाङ्मय (वाणीके विषय) का बोध हो जाता है। जो 
इन्हें जानता है, वह सब पापोंसे मुक्त होकर ब्रह्मपदको 
आप्त होता है। 
विज्ञ पुरुषको चाहिये कि अपने शरीरके पैरसे 
लेकर सिरतक चौबीस स्थानोंमें पहले गायत्रीके 
अक्षरोंका न्यास करे। 'तत्‌'का पैरके अंगूठेमें, 'स' का 
गुल्फ (घुट्टी) में, 'वि'का दोनों पिडलियोंमें, “तु'का 
घुटनोंमें, 'र्व'का जाँधोंमें, रे'का गुदामे, 'ण्य'का 
अण्डकोषमें, 'म्‌'का कटिभागमें, 'भ'का नाभिमण्डलमें, 
“गॉ'का उदरमें, 'दे'का दोनों स्तनोंमें, “व'का हृदयमें, 
“स्य'का दोनों हाथोंमें, 'धी'का मुँहमें, 'म'का तालूमें, 
“हि' का नासिकाके अग्रभागमें, 'धि'का दोनों नेत्रोमें, 
“यो'का दोनों भौहोंमें, 'यो'का ललारमें “नः'का मुखके 
पूर्वभागमें, 'प्र'का दक्षिण भागमें, 'चो'का पश्चिम भागमें 
और 'द'का मुखके उत्तर भागमें न्यास करे। फिर 
"यात्‌'का मस्तकमें न्यास करके सर्वव्यापी स्वरूपसे 
स्थित हो जाय । धर्मात्मा पुरुष इन अक्षरोंका न्यास करके 
ब्रह्मा, विष्णु और शिवका स्वरूप हो जाता है। वह 
महायोगी और महाज्ञानी होकर परम शान्तिको प्राप्त 
होता है। 
नारद ! अब सन्ध्या-कालके लिये एक और न्यास 
बतलाता हूँ, उसका भी यथार्थ वर्णन सुनो । “ॐ भूः" 
इसका हृदयमें' न्यास करके, "ॐ भुखः'का सिरमें? 


ज्यास करे। फिर “३% स्वः'का रिखामें*', '३% 
तत्सबितुवरेण्यम्‌'का समस्त शरीरमें*, 'ॐ भगों देखस्य 
चीमहि' इसका नेत्रॉमे* तथा 'ॐ धियो यो नः 
अच्येदयात्‌'का “दोनों "हाथोमें न्यास करे । तत्पश्चात्‌ '३ 
आपो ज्योती रसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्बरोम्‌' का उच्चारण 
करके जळू-स्पर्श मात्र करनेसे द्विज पापसे शुद्ध होकर 
श्रीहरिको आप्त होता है । 

इस प्रकार व्याहति और बारह ३+कारोंसे युक्त 
गायत्रीका सम्ध्याके समय कुम्भक क्रियाक्रे साथ तीन 
बार जप करके सूर्योपस्थानकालमें जो चौबीस अक्षरोंकी 
गायत्रीका जप करता है, वह महाविद्याका अधीश्वर होता 
है और ब्रह्मपदको प्राप्त करता है। 

व्याहतियोंसहित इस गायत्रीका पुनः न्यास करना 
चाहिये। ऐसा करनेसे द्विज सब पापोंसे मुक्त होकर 
औविष्णुके सायुज्यको प्राप्त होता है। न्यास-विधि यह 
है--३% भूः पादाभ्याम' का उच्चारण करके दोनों 
चरणोंका स्पर्श करे | इसी प्रकार ' ॐ भुवः जानुभ्याम' 
कहकर दोनों घुटनोंका, 'ॐ स्व: कट्याम्‌' बोलकर 
कटिभागका, '३% महः नाभौ' का उच्चारण करके 
नाभिस्थानका, '३% जनः हृदये' कहकर हृदयका, * ॐ 
तपः करयोः' बोलकर दोनों हाथोंका, 'ॐ सत्ये 
'ललाटे' का उच्चारण करके ललाटका तथा गायप्नी- 
मन्त्रका पाठ करके शिखाका स्पर्श करना चाहिये । 

सब बीजोंसे युक्त इस गायत्रीको जो जानता है, सह 
मानो चारों देदोका, योगका तथा तीनों प्रकारके 


"^ आगे प्रथम ज्ञेयं वायव्य तु द्वितीयकम्‌ । तृतीयं सूर्यदैवत्यं चतुर्थ बैयत॑ तथा॥ 


पञ्चमं 


-यमदैवत्ये वारुणं बष्ठपुच्यते सप्तमं बार्हस्पत्यै तु पार्जन्यं चाष्टम॑ सिदुः ॥ 


ऐन च नवमं जञेयं गान्धर्वं दशमं तथा । पौष्णमेकादशै बिद्धि मैत्र द्वादशके स्मृतम्‌ ॥ 
त्वाष्ट योदश शेर्य वासवं तु चतुर्दजञम्‌। मारुतं पञ्चदशके सौम्ये घोडशकै स्मृतम्‌ ॥ 


आङ्गिरसं सप्तदञ्च 
सर्वदेवमयं 
बैष्णनें तु चतुर्विशमेता अक्षरदेवताः। 


चैश्वदेवमतः 


परम्‌ । आश्विनं चैकोनविंशै आजापत्यं तु विंशकम्‌ ॥ 
जेयमेकविशकमक्षरम्‌। रौद्रं द्वाविशकं शेयं ज्रां ज्ञेयमतः परम्‌ ॥ 


(४३। १६९-१७५) 


१. ३ॐ भूरिति उदये । २. ॐ भुवः सिरसि । ३. ३ॐ स्वः सिखायै । ४. ३> तत्सवितुर्वरेण्यमिति कलेबरे। ५. ॐ भगो देवस्य 
धीमहीति नेत्रयोः । ६. ॐ धियो यो नः प्रचोदयादिति करयोः । इन छः वाक्योंको क्रमशः पढ़कर सिर आदि छः अङ्गोंका स्पर्श करना 


चाहिये । 


श्ष्ड 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


(वाचिक, उपांशु और मानसिक) जपका ज्ञान रखता 
है। जो इस गायत्रीको नहीं जानता, वह शूद्रसे भी 
अधम माना गया है। उस अपवित्र ब्राह्मणको पितरोंके 
निमित्त किये हुए पार्वण श्राद्धका दान नहीं देना 
चाहिये। उसे कोई भी तीर्थ स्नानका फल नहीं देता। 
उसका किया हुआ समस्त शुभ-कर्म निष्फल हो जाता 
है। उसकी विद्या, धन-सम्पत्ति, उत्तम जन्म, द्विजल्व 
तथा जिस पुण्यके कारण उसे यह सब कुछ मिला है, 
बह भी व्यर्थ होता है। ठीक उसी तरह, जैसे कोई 
पवित्र पुष्प किसी गंदे स्थानमें पड़ जानेपर काममें 
रेनेयोग्य नहीं रह जाता। मैंने पूर्कालमें चारों वेद 
और गायत्रीकी तुलना की थी, उस समय चारों बेदोंकी 
अपेक्षा गायत्री ही गुरुतर सिद्ध हुई; क्योंकि गायत्री 
मोक्ष देनेवाली मानी गयी है । गायत्री दस बार जपनेसे 
बर्तमान जन्मके, सौ नार जपनेसे पिछले जन्मके तथा 
एक हजार बार जपनेसे तीन युगोंके पाप नष्ट कर देती 
है।* जो सबेरै और झामको रुद्राक्षकी मालापर 
'गायत्रीका जप करता है, वह निःसन्देह चारों वेदोंका 
'फल प्राप्त करता है । जो द्विज एक वर्षतक तीनों समय 
'गायत्रीका जप करता है, उसके करोड़ों जन्मोके 
उपार्जित पाप नष्ट हो जाते हैं। गायत्रीके उच्चारणमात्रसे 
पापरशिसे छुटकारा मिल जाता है--मनुष्य शुद्ध हो 
जाता है। तथा जो द्विजश्रेष्ठ प्रतिदिन गायत्रीका जप 
करता है, उसे स्वर्ग और मोक्ष दोनों प्राप्त होते हैं। 
जो नित्यप्रति बासुदेखमन्त्रका जप और भगवान्‌ 


श्रीविष्णुके चरणोंमें प्रणाम करता है, वह मोक्षका 
अधिकारी हो जाता है । जिसके मुखमें भगवान्‌ वासुदेवके 
स्तोत्र और उनकी उत्तम कथा रहती है, उसके झारीरमें 
पापका लेशमात्र भी नहीं रहता । वेदशञास्त्रॉका अनगाहम 
करने--उनके विचारमें संलप्र रहनेसे गङ्गा-स्रानके 
समान फल होता है। लोकमें धार्मिक प्रन्थोंका पाठ 
करनेवाले मनुष्योंको करोड़ों यज्ञोंका फल मिलता है। 
नारद ! मुझमें ब्राह्मणोंके गुणोंका पूरा-पूरा वर्णन करनेकी 
शक्ति नहीं है । ब्राह्मणके सिवा, दूसरा कौन देहधारी है, 
जो विश्वस्वरूप हो । ब्राह्मण श्रीहरिका मूर्तिमान्‌ विग्रह है । 
उसके शापसे विनाश होता है और वरदानसे आयु, 
विद्या, यश, धन तथा सब प्रकारकी सम्पत्तियाँ प्राप्त होती 
हैं। ब्राह्मणोंके ही प्रसादसे भगवान्‌ श्रीविष्णु सदा ब्रह्मण्य 
कहलाते हैं। जो ब्रह्मण्य (ब्राह्मणोंके प्रति अनुराग 
रखनेवाले) देव हैं, गौ और ब्राह्मणोंके हितकारी हैं तथा 
संसारकी भलाई करनेवाले हैं, उन गोविन्द श्रीकृष्णको 
बारम्बार नमस्कार है।प जो सदा इस मन्त्रसे श्रीहरिका 
पूजन करता है, उसके ऊपर भगवान्‌ प्रसन्न होते हैं तथा 
वह श्रीविष्णुका सायुज्य प्राप्त करता है। जो इस 
धर्मस्वरूप पवित्र आख्यानका श्रवण करता है, उसके 
जन्म-जन्मान्तरोके किये हुए पाप नष्ट हो जाते हैं । जो इसे 
पढ़ता, पढ़ाता तथा दूसरे लोगोंको उपदेश करता है, उसे 
पुनः इस संसारमें नहीं आना पड़ता। वह इस लोकें 
घन, धान्य, राजोचित भोग, आरोग्य, उत्तम पुत्र तथा 
झुभ-कीर्ति प्राप्त करता है। 


* "पा 


+ सतुवेदाश्च गायत्री पुर खै तुलिता मया ॥ चतुर्वेदात्‌ परा गुर्वी गायत्री मोक्षदा स्मृता। 


दशभिर्जन्मजनिते 


शतेन च पुराकृतम्‌ ॥ त्रियुगं तु सहस्रेण गायत्री हन्ति किल्बिषम्‌ । 


(४३! १९२-१९४) 


+ नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोन्राह्मणहिताय च । जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय `नमो नमः ॥ 


(४३।२०३) 


सृष्टिखण्ड ] 


* अधम ब्राह्मणोंका वर्णन, पतित विप्रकी कथा और गरुड़जीका चरित्र + 


१५५ 


अधम ब्राह्मणोंका वर्णन, पतित विप्रकी कथा और गरुड़जीका चरित्र 


नारदजीने कहा--देवेश्वर ! आपको कृपासे मुझे 
परम पवित्र उत्तम ब्राह्मणका परिचय तो मिल गया; अब 
जिस प्रकार मै कर्मसे अधम ब्राह्मणको भी पहचान सकूँ, 
चह बात बताइये। 
ब्रह्माजी बोले- बेटा ! जो दस प्रकारके स्नान, 
सन्ध्योपासन और तर्पण आदि नहीं करता, जिसमें इन्द्रिय- 
संयमका अभाव है, वही अधम ब्राह्मण है। जो 
देवताओंकी पूजा, व्रत, वेद-विद्या, सत्य, शौच, योग, 
ज्ञान तथा अग्निहोत्रका त्यागी है, वह भी ब्राह्मणोंमें 
अधम ही है। महर्षियोने ब्राह्मणोंके लिये पाँच ख्रान 
बताये हैं-आग्नेय, वारुण, ब्राह्म, बायव्य और दिव्य । 
सम्पूर्ण शरीरमें भस्म लगाना आप्रेय स्त्रान है; जलसे जो 
स्त्रान किया जाता है, उसे वारुण स्नान कहते हैं; 'आपो 
हि छा”' इत्यादि ऋचाओंसे जो अपने ऊपर अभिषेक 
किया जाता है, वह ब्राह्म स्नान है। शरीरपर हवासे 
उड़कर जो गौके चरणोंकी धूलि पड़ती है, उसे 
वायव्य-स्त्रान माना गया है तथा धूप रहते हुए जो 
आकाझसे जलकी वर्षा होती है, उससे नहानेको दिव्य 
स्रान कहते हैं। उपर्युक्त बस्तुओंके द्वारा मन्त्रपाठपूर्वक 
ज्ञान करनेसे तीर्थ-स्रानका फल प्राप्त होता है। तुलसीके 
पत्तेसे लगा हुआ जल, शालप्राम-दिलाको नहलाया 
हुआ जल, गौओंके सौंगसे स्पर्श कराया हुआ जल, 
ब्राह्णणफा चरणोदक तथा मुख्य-मुख्य गुरुजनोंका 
चरणोदक--ये पवित्रेसे भी पवित्र माने गये हैं। ऐसा 
स्मृतियोंका कथन है। [इन पाँच तरहके जलोंसे 
मस्तकपर अभिषेक करना पुनः पाँच प्रकारका स्नान 
है--इस तरह पहलेके पाँच स्त्रानोके साथ मिलकर यह 
दस प्रकारका स्नान माना गया है] । त्याग, तीर्थ-स्त्रान, 
यज्ञ, त्रत और होम आदिके द्वारा जो फल मिलता है, 
जही फल धीर पुरुष उपर्युक्त स्त्रानोंसे प्राप्त कर लेता है। 
जो प्रतिदिन पितरोंका तर्पण नहीं करता, वह 
पितृघातक है, उसे नरकमें जाना पड़ता है। सन्ध्या नहीं 
करेवारू द्विज ब्रह्महत्यारा है ! जो ब्राह्मण, मन्त्र, ब्रत, 


चेद, विद्या, उत्तम गुण, यज्ञ और दान आदिका त्याग कर 
देता है, बह अघमसे भी अधम है । मन्त्र और संस्कारसे 
हीन, शौच और संयमसे रहित, बलिवैश्व किये बिना ही 
अन्न भोजन करनेवाले, दुरात्मा, चोर, मूर्ख, सब प्रकारके 
घर्मोसे शून्य, कुमार्गगामी, श्राद्ध आदि कर्म न 
करनेवाले, गुरु-सेवासे दूर रहनेवाले, मन्त्रज्ञानसे वञ्चित 
तथा धार्मिक मर्यादा भङ्ग करनेवाले--ये सभी ब्राह्मण 
अधमसे भी अधम हैं । उन दुष्टोंसे बात भी नहीं करनी 
चाहिये! वे सब-के-सब नरकगामी होते हैं। उनका 
आचरण दूषित होता है; अतएव वे अपवित्र और अपूज्य 
होते हैं। जो द्विज तलवारसे जीविका चलाते, दासवृत्ति 
स्वीकार करते, बैलोंको सवारीमें जोतते, बढ़ईका काम 
करके जीवन-निर्वाह करते, ऋण देकर व्याज लेते, 
बालिका और बेश्याओंके साथ व्यभिचार करते, 
चाण्डालोंके आश्रयमें रहते, दूसरोंके उपकारको नहीं 
मानते और गुरुकी हत्या करते हैं, वे सबसे अधम माने 
गये हैं। इनके सिवा दूसरे भी जो आचारहीन, पाखण्डी, 
घर्मकी निन्दा करनेवाले तथा भिन्न-भिन्न देवताओपर 
दोषारोपण करनेवाले हैं, वे सभी द्विज ब्हाद्रोही हैं। 
नारद ! अधम होनेपर भी ब्राह्मणका कभी जघ नहीं 
करना चाहिये; क्योंकि उसको मारनेसे मनुष्यको न्रह्म- 
हत्याका पाप लगता है। 

नारदजीने पूछा--सम्पूर्ण लोकोंके पितामह ! 
यदि ब्राह्मण ऐसे-ऐसे दुष्कर्म करनेके पश्चात्‌ फिर 
पुण्यका अनुष्ठान करे तो बह किस गतिको प्राप्त 
होता है ? 

ब्रह्माजीने कहा--वत्स ! जो सारे पाप करनेके 
पश्चात्‌ भी इन्द्रियोंको जशमें कर लेता है, बह उन पापोंसे 
छुटकारा पा जाता है तथा पुनः ब्राह्मणत्व प्राप्त करमेके 
योग्य बन जाता है। इस विषयमें एक प्राचीन कथा सुनो, 
जो बड़ी सुन्दर और विचित्र है । पूर्वकालमें किसी 
ब्राह्मणका एक नौजवान पुत्र था। उसने जवानीकी 
उमंगमें मोहके नशीभूत होकर एक बार चाण्डालीके 


१५६ 


» अर्चयस्व हषीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


4३६५४५१ १४०९५ ५७३३७४४५७५ ७७९३४३७४७७ ७७७७१७७४७७ ७७६४७६७७७७ १६७७०७७७७५ ०५७ ७१९७७७६ ७७७७७०७४७७ 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


साथ समागम किया। चाण्डालीके गर्भसे उसने अनेकों 
पुत्र और कन्याएँ उत्पन्न कीं तथा अपना कुटुम्ब छोड़कर 
वह चिरकालतक उसीके घरमें रहा। किन्तु घृणाके 
कारण न तो वह दूसरा कोई अभक्ष्य पदार्थ खाता और 
न कभी शरान ही पीता था। चाण्डाली उससे सदा ही 
कहा करती थी कि “ये सब चीजें खाओ और शराब 
पियो।' किन्तु वह उसे यही उत्तर देता--'प्रिये ! तुझे 
ऐसी गंदी बात नहीं कहनी चाहिये। झाराबका तो नाम 
सुननेमात्रसे मुझे ओकाई आती है ।' 
एक दिनकी बात है--वह थका-माँदा होनेके 
कारण दिनमें भी घरपर ही सो रहा था। चाण्डालीने 
झराब उठायी और हँसकर उसके मुँहमें डाल दी। 
मदिराकी बूँद पड़ते ही उस ब्राह्मणके मुँहसे अग्नि 
प्रज्वलित हो उठी; उसकी ज्वालाने फैलकर कुटुम्बसहित 
उस चाण्डालीको जलाकर भस्म कर दिया तथा उसके 
घरको भी फूँक डाला । उस समय वह ब्राह्मण 'हाय ! 
हाय !' करता हुआ उठा और बिलख-बिलखकर रोने 
छगा। बिलापके बाद उसने पूछना आरम्भ किया-- 
*कहाँसे आग प्रकट हुई और कैसे मेरा घर जला ?' तब 
आकाशवाणीने उससे कहा--'तुम्हारे ब्रहातेजने 
चाण्डालीके घरमे आग लगायी है ।' इसके बाद उसने 
ज्राह्मणके मुँहमें शराब डालने आदिका ठीक-ठीक 
वृत्तान्त कह सुनाया। यह सब सुनकर ब्राह्मणको बड़ा 
विस्मय हुआ। उसने इस विषयपर भलीभाँति विचार 
करके आपने-आपको उपदेश देनेके लिये यह बात 
कही--विप्र ! तेरा तेज नष्ट हो गया, अब तू पुनः 
धर्मका आचरण कर !' तदनन्तर उस ब्राह्मणने बड़े-बड़े 
मुनियोके पास जाकर उनसे अपने हितकी बात पूछी। 
मुनियोंने कहा- “तू दान-धर्मका आचरण कर । ब्राह्मण 
नियम और व्रतेकि द्वारा सब पापोंसे छूट जाते है । अतः 
तू भी अपनी पवित्रताके लिये शास्त्रोक्त नियमका 
आचरण कर! चान्द्रायण, कृच्छर, तप्तकृच्छू, प्राजापत्य 
तथा दिव्य त्रतोंका बारम्बार अनुष्ठान कर । ये व्रत समस्त 
दोषोंका तत्काल शोषण कर लेते हैं। तू पवित्र तीर्थोमें 
जा और वहाँ भगवान्‌ श्रीविष्णुकी आराधना कर । ऐसा 


करनेसे तेरे सारे पाप शोधन ही नष्ट हो जायेंगे । पुण्यतीर्था 
और भगवान्‌ श्रीगोविन्दके प्रभावसे पापोंका क्षय होगा 
और तू ब्रह्मत्वको प्राप्त होगा । तात ! इस बिषयमें हम 
तुझे एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं। पूर्वकालमें 
विनतानन्दन गरुड़ जब अंडा फोड़कर बाहर निकले, तब 
नवजात शिशुकी अनस्थामें ही उन्हें आहार ग्रहण 
करनेकी इच्छा हुई। वे भूखसे व्याकुल होकर मातासे 
बोले--'माँ ! मुझे कुछ खानेको दो ।' 

पर्वतके समान शरीरवाले महाबळी गरुड़को 
देखकर परम सौभाग्यवती माता विनताके मनमें बड़ा हर्ष 
हुआ | वे अपने पुत्रसे बोलीं---'बेटा ! मुझमें तेरी भूख 
मिटानेकी शक्ति नहीं है । तेरे पिता धर्मात्मा कश्यप 
साक्षात्‌ ब्रह्माजीके समान तेजस्वी हैं। वे सोन नदीके 
उत्तर तटपर तपस्या करते हैं । वहीं जा और अपने पितासे 
इच्छानुसार भोजनके विषयमें परामर्श कर | तात ! उनके 
उपदेशसे तेरी भूख शान्त हो जायगी ।' 

ऋषि कहते हैं-माताकी बात सुनकर मनके 
समान वेगवाले महानली गरुड़ एक ही मुहूर्तमें पिताके 
समीप जा पहुँचे । सहाँ प्रज्बलित अग्रिके समान तेजस्वी 
अपने पिता मुनिबर कझ्यपजीको देखकर उन्हें मस्तक 
झुका प्रणाम किया और इस प्रकार कहा--'प्रभो ! मैं 
आपका पुत्र हूँ और आहारकी इच्छासे आपके पास 
आया हूँ। भूख बहुत सता रही है, कृपा करके मुझे कुछ 
भोजन दीजिये।' 

कश्यपजीने कहा--वत्स ! उधर समुद्रके 
किनारे विशाल हाथी और कछुआ रहते हैं। वे दोनों 
बहुत बड़े जीव हैं। उनमें अपार बल है। वे एक- 
दूसरेको मारनेकी घातमें कगे हुए हैं। तू शीघ्र ही उनके 
पास जा, उनसे तेरी भूख मिट सकती है। 

पिताकी बात सुनकर महान्‌ बेगशाली और विशाल 
आकारजाले गरुड़ उड़कर वहाँ गये तथा उन दोनोंको 
नखोंसे विदीर्ण करके चोंच और पंजोंमें लेकर विद्युतके 
समान वेगसे आकाडामें उड़ चले ! उस समय मन्दराचल 
आदि पर्वत उन्हें धारण नहीं कर पाते थे। तब वे 
वायुवेगसे दो लाख योजन आगे जाकर एंक जामुनके 


वृक्षकी बहुत नड़ी शाखापर बैठे । उनके पंजा रखते ही 
वह शाखा सहसा टूट पड़ी | उसे गिरते देख महाबली 
पक्षिराज गरुड़ने गौ और ब्राह्मणोंके वधके भयसे तुरंत 
पकड़ लिया और फिर बड़े वेगसे आकारामें उड्ने लगे । 
उन्हें बहुत देरसे आकाइमें मँड्राते देख भगवान्‌ 
श्रीविष्णु मनुष्यका रूप धारण कर उनके पास जा इस 
अकार बोले--'पक्षिराज ! तुम कौन हो और किसलिये 
यह विशाल शाखा तथा ये महान्‌ हाथी एवं कछुआ 
लिये आकाइामें घूम रहे हो ?' उनके इस प्रकार पूछनेपर 
पक्षिराजने नररूपधारी श्रीनारयणसे कहा--'महाबाहो ! 
मैं गरुड़ हूँ। आपने कर्मके अनुसार मुझे पक्षी होना पड़ा 
है। में कश्यप मुनिका पुत्र हूँ और माता विनताके गर्भसे 
मेरा जन्म हुआ है। देखिये, इन बड़े-बड़े जीवोंको मैंने 
खानेके लिये पकड़ रखा है । वृक्ष और पर्वत--कोई भी 
मुझे धारण नहीं कर पाते । अनेकों योजन उड़नेके बाद 
मैं एक विशाल जामुनका वृक्ष देखकर इन दोनॉको 
खानेके लिये उसकी शाखापर बैठा था; किन्तु मेरे बैठते 
ही वह भी सहसा दूट गयी, अतः सहस्रं ्रह्मणों और 
गौओंके बधके डरसे इसे भी लिये डोलता हूँ। अब मेरे 
मनमें बड़ा विषाद हो रहा है कि क्या करूँ, कहाँ जाऊँ 
और कौन मेरा वेग सहन करेगा ।' 
श्रीविष्णु खोले- अच्छा, मेरी बाँहपर बैठकर 
तुम इन दोनॉं--हाथी और कछुएको खाओ। 
गरुडूने कहा--बड़े-बड़े पर्वत भी मुझे धारण 
करनेमें असमर्थ हो रहे हैं; फिर तुम मुझ-जैसे महाबली 
पक्षीको कैसे धारण कर सकोगे ? भगवान्‌ श्रीनारायणके 
सिवा दूसरा कौन है, जो मुझे धारण कर सके । तीनों 
लोकोंमें कौन ऐसा पुरुष है, जो मेरा भार सह लेगा! 
श्रीविष्णु बोले--पश्षिश्रेष्ठ ! बुद्धिमान्‌ पुरुषको 
अपना कार्य सिद्ध करना चाहिये, अतः इस समय तुम 
अपना काम करो। कार्य हो जानेपर निश्चय ही मुझे 
जान लोगे। 
गरुड्ने उन्हें महान्‌ शक्तिसम्पन्न देख मन-ही-मन 
कुछ विचार किया, फिर “एवमस्तु' कहकर वे उनकी 
विशाल भुजापर बैठे । गरुड़के वेगपूर्वक बैठनेपर भी 


५» अधम ब्राह्मणोंका वर्णन, पतित खिप्रकी कथा और गरुड्जीका चरित्र + 


2०५००७००९७०७०००१४०७०००९०००१-३००१९०१:००००4:१०३-११००:१०१६५००:००३:३॥-९९०५००५३७७७३-७०००-७९०-७१:००-९१:९०-०००७०-७०७-०७७७००७००७७१००००००.. 


१५७ 


;५४०५४५०५४४४$*००५५०४ ५४४८५५5#5*»*७9४&5+&*%5७5. 


उनको भुजा काँपी नहीं। वहाँ बैठकर गरुड़ने उस 
शाखाको तो पर्वतके शिखरपर डाल दिया और हाथी 
तथा कछुएको भक्षण किया। तत्पश्चात्‌ बे श्रीविष्णुसे 
बोले--'तुम कौन हो? इस समय तुम्हारा कौन-सा 
प्रिय कार्य करूँ ?' 

भगवान्‌ श्रीविष्णुने कहा--मुझे नारायण 
समझो, मैं तुम्हारा प्रिय करनेके लिये यहाँ आया हूँ। 

यह कहकर भगकानते उन्हें विश्वास दिलानेके लिये 
अपना रूप दिखाया। मेघके समान श्याम विग्रहपर 
पीताम्बर शोभा पा रहा था। चार भुजाओंके कारण 
उनकी झाँकी बड़ी मनोरम जान पड़ती थी । हाथोंमें शङ्ख, 
चक्र, गदा और पद्म धारण किये सर्वदेवेश्वर श्रीहरिका 


दर्शन करके गरुड़ने उन्हे प्रणाम किया और 
'कहा--' पुरुषोत्तम ! बताइये, मैं आपका कौन-सा प्रिय 
कार्य कहूँ ?' 

श्रीविष्णु खोले--सखे ! तुम बड़े शूरवीर हो, 
अतः हर समय मेरा वाहन बने रहो । 

यह सुनकर पक्षियोंमें श्रेष्ठ गरुड्ने भगवानसे 
कहा- देवेश्वर ! आपका दर्शन करके मैं धन्य हुआ, 


१५८ 


५ अर्चयस्व हुबीकेशं यदीच्छसि पर पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पदापुराण 


मेरा जन्म सफल हो गया । प्रभो ! मैं पिता-मातासे आज्ञा 
लेकर आपके पास आऊँगा।' तब भगवानले प्रसन्न 
होकर कहा--'पक्षिराज ! तुम अजर-अमर बने रहो, 
किसी भी प्राणीसे तुम्हारा वध न हो । तुम्हारा कर्म और 
तेज मेरे समान हो । सर्वत्र तुम्हारी गति हो । निश्चय ही 
तुम्हें सब प्रकारके सुख प्राप्त हों। तुम्हारे मनमें जो-जो 
इच्छा हो, सब पूर्ण हो जाय। तुम्हें अपनी रुचिके 
अनुकूल यथेष्ट आहार बिना किसी कष्टके प्राप्त होता 
रहेगा। तुम शीघ्र ही अपनी माताको कष्टसे मुक्त 
करोगे।' ऐसा कहकर भगवान्‌ श्रीविष्णु तत्काल 
अन्तर्धान हो गये । गरुड़ने भी अपने पिताके पास जाकर 
सार वृत्तान्त कह सुनाया । 

'गरुड़का वृत्तान्त सुनकर उनके पिता महर्षि कश्यप 
मन-ही-मन बहुत प्रसन्न हुए और अपने पुत्रसे इस प्रकार 
बोले--'खगश्रे्ठ ! मै धन्य हूँ, तुम्हारी कल्याणमयी 
माता भी धन्य है । माताकी कोख तथा यह कुल, जिसमें 
तुम्हारे-जैसा पुत्र उत्पन्न हुआ-- सभी धन्य हैं । जिसके 
कुलमें वैष्णव पुत्र उत्पन्न होता है; वह घन्य है, वह 
वैष्णव पुत्र पुरुषोमें श्रेष्ठ है तथा अपने कुलका उद्धार 
करके श्रीविष्णुका सायुज्य आप्त करता है। जो प्रतिदिन 
श्रीविष्णुकी पूजा करता, श्रीनिष्णुका ध्यान करता, 
उन्हीकि यशको गाता, सदा उन्हीके मन्त्रको जपता, 
श्रीविष्णुके ही स्तोत्रका पाठ करता, उनका प्रसाद पाता 
और एकादझीके दिन उपवास करता है, वह सब 
पापॉका क्षय हो जानेसे निस्सन्देह मुक्त हो जाता है। 
जिसके हृदयमें सदा ही श्रीगोविन्द विराजते हैं, वह 
नरश्रेष्ठ विष्णुखोकमें प्रतिष्ठित होता है। जलमें, पवित्र 
स्थानमें, उत्तम पथपर, गौमें, ब्राह्मणमें, स्वर्भमें, 

ब्रह्माजीके भवनमें तथा पवित्र पुरुषके घरमें सदा ही 
भगवान्‌ श्रीविष्णु विराजमान रहते हैं। इन सब स्थानोंमें 
जो भगवानका जप और चिन्तन करता है, वह अपने 
पुण्यके द्वारा पुरुषों श्रेष्ठ होता है और सब पापोंका क्षय 
हो जानेसे भगवान्‌ श्रीविष्णुका किङ्कर होता है। जो 
श्रीविष्णुका सारूप्य प्राप्त कर ले, वही मानव संसारमें 
धन्य है। बड़े-बड़े देवता जिनकी पूजा करते हैं, जो इस 


जगतके स्वामी, नित्य, अच्युत और अबिनाझी हैं, वे 
भगवान्‌ श्रीविष्णु जिसके ऊपर प्रसन्न हो जायें, वही 
पुरुषोर्मे श्रेष्ठ है। नाना प्रकारकी तपस्या तथा 
भाँति-भाँतिके धर्म और यज्ञोंका अनुष्ठान करके भी 
देवतालोग भगवान्‌ श्रीविष्णुको नहीं पाते; किन्तु तुमने 
उन्हें प्राप्त कर लिया। [अतः तुम धन्य हो ।] तुम्हारी 
माता सौतके द्वारा घोर संकटमें डाली गयी है, उसे 
छुड़ाओ। माताके दुःखका प्रतीकार करके देवेश्वर 
भगवान्‌ श्रीविष्णुके पास जाना ।' 

इस प्रकार श्रीविष्णुसे महान्‌ वरदान पा और 
पिताकी आज्ञा लेकर गरुड़ अपनी माताके पास गये और 
हर्षपूर्वक उन्हें प्रणाम करके सामने खड़े हो उन्होंने 
पूछा--'माँ ! बताओ, मैं तुम्हारा कौन-सा प्रिय कार्य 
करूँ ? कार्य करके मैं भगवान्‌ विष्णुके पास जाऊँगा।' 
यह सुनकर सती विनताने गरुड़से कहा--'बेटा ! 
मुझपर महान्‌ दुःख आ पड़ा है, तुम उसका निवारण 
करो। बहिन कद्रू मेरी सौत है । पूर्वकालमें उसने मुझे 
एक बातमें अन्यायपूर्वक हराकर दासी बना लिया । अब 
मैं उसकी दासी हो चुकी हूँ। तुम्हारे सिवा कौन मुझे इस 
दुःखसे छुटकारा दिलायेगा। कुलनन्दन ! जिस समय मैं 
उसे मुँहमाँगी वस्तु दे दूँगी, उसी समय दासीभावसे मेरी 
मुक्ति हो सकती है।' 

गरुड्ने कहा--माँ ! शीध्र ही उसके पास जाकर 
पूछो, वह क्या चाहती है ? मैं तुम्हारे कष्टका निवारण 
करूँगा। तब दुःखिनी विनताने कद्रूेसे कहा-- 
“कल्याणी ! तुम अपनी अभीष्ट वस्तु बताओ, जिसे 
देकर मैं इस कष्टसे छुटकारा पा सकूँ।' यह सुनकर उस 
दुष्टाने कहा--'मुझे अमृत ला दो।' उसकी बात सुनकर 
विनता धीरे-धीरे लौटी और बेटेसे दुःखी होकर 
बोली--'तात ! बह तो अमृत माँग रही है, अब तुम 
क्या करोगे ?' 

गरुडने कहा--'मां ! तुम उदास न हो, मैं अमृत 
ले आऊँगा।' यों कहकर मनके समान वेगवान्‌ पक्षी 
गरुड़ सागरसे जल ले आकारमार्गसे चले । उनके 
पंखोंकी हवासे बहुत-सी धूल भी उनके साथ-साथ 


सृष्टिखण्ड ] 


» अधम ब्राह्मणोंका वर्णन, पतित दिप्रकी कथा और गरुङ्जीका चरित्र » 


0007 


उड़ती गयी । बह घूलराशि उनका साथ न छोड़ सकी । 
गन्तव्य स्थानपर पहुँचकर गरुड़ने अपनी चॉचमें रखे हुए 
जलसे वहाँके अभ्निमय प्राकार (परकोटे) को बुझा दिया 
तथा अमृतकी रक्षाके लिये जो देवता नियुक्त थे, उनकी 
आँखोंमें पूर्वोक्त धूल भर गयी, जिससे वे गरुड़जीको देख 
नहीं पाते थे। बलवान्‌ गरुडुने रक्षकोंको मार गिराया और 
अमृत लेकर वे वहाँसे चल दिये। पक्षीको अमृत लेकर 
आते देख ऐरावतपर चढ़े हुए इन्द्रने कहा--'अहो ! 
पक्षीका रूप धारण करनेवाले तुम कौन हो, जो बलपूर्वक 
अमृतको लिये जाते हो ? सम्पूर्ण देवताओंका अप्रिय 
करके यहाँसे जीवित कैसे जा सकते हो ।' 

गरुडूने कहा---देवराज ! मै तुम्हारा अमृत लिये 
जाता हूँ, तुम अपना पराक्रम दिखाओ। 

यह सुनकर महाबाहु इन्द्रने गरुड्पर तीखे नाणोंकी 
वर्षा आरम्भ कर दी, मानो मेरुगिरिके शिखरपर मेघ 
जलकी धाराएँ बरसा रहा हो। गरुड़ने अपने वज्रके 
समान तीखे नखोंसे ऐरावत हाथीको विदीर्ण कर डाला 
तथा मातलिसहित रथ और चक्कॉको हानि पहुँचाकर 
अग्रगामी देवताओंको भी घायल कर दिया । तब इन्द्रने 
कुपित होकर उनके ऊपर बज़का प्रहार किया। वज्रकी 
चोट खाकर भी महापक्षी गरुड़ बिचलित नहीं हुए। वे 
बड़े वेगसे भूतलकी ओर चले। तब इन्द्रने सन 
देवताओंके आगे स्थित होकर कहा--“निष्पाप गरुड़ ! 
यदि तुम नागमाताको इस समय अमृत दे दोगे तो सारे 
साँप अमर हो जायैंगे; अतः यदि तुम्हारी सम्मति हो तो 
मैं इस अमृतको वहाँसे हर लाउँगा ।' 

गरुड़ बोले--मेरी साध्वी माता विनता 
दासीभावके कारण बहुत दुःखी है। जिस समय वह 
दासीपनसे मुक्त हो जाय और सब लोग इस बातको जान 


ले, उस समय तुम अमृतको हर ले आना । 

यों कहकर महाबली गरुड़ माताके पास जा इस 
प्रकार बोले--'माँ! मैं अमृत ले आया हूँ, इसे 
नागमाताको दे दो!' अमृतसहित पुत्रको आया देख 
विनताका हृदय हर्षसे खिल उठा । उसने कद्रूको बुलाकर 
अमृत दे दिया और स्वयं दासीभावसे मुक्त हो गयी । 
इसी बीचमें इन्द्रने सहसा पहुँचकर अमृतका घडा चुरा 
लिया और बहाँ विषका पात्र रख दिया । उन्हें ऐसा करते 
कोई देख न सका । कद्रूका मन बहुत प्रसन्न था । उसने 
पुत्रोंको वेगपूर्वक बुलाया और उनके मुखमें अमृत-जैसा 
दिखायी देनेवाला बिष दे दिया। नागमाताने पुत्रोंसे 
'कहा--तुम्हारे कुलमें होनेवाले सभी सपेकि मुखमें ये 
अमृतकी बूँदें नित्य-निरन्तर उत्पन्न होती रहें तथा 
तुमलोग इनसे सदा सन्तुष्ट रहो । इसके बाद गरुड़ अपने 
पिता-मातासे वार्तालाप करके देवताओंकी पूजा कर 
अविनाशी भगवान्‌ श्रीविष्णुके पास चले गये। जो 
'गरुड़के इस उत्तम चरित्रका पाठ या श्रवण करता है, वह 
सब पापॉसे मुक्त होकर देवलोकमें प्रतिष्ठित होता है । 

ब्रह्माजी कहते हैं-ऋषियोंके मुखसे यह उपदेश 
और गरुड़का असंग सुनकर नह पतित ब्राह्मण नाना 
प्रकारके पुण्य-कर्मोका अनुष्ठान करके पुनः ब्राह्मणत्वको 
प्राप्त हुआ और तीव्र तपस्या करके स्वर्गलोकमें चला 
गया । सदाचारी मनुष्यका पाप प्रतिदिन क्षीण होता है 
और दुराचारीका पुण्य सदा नष्ट होता रहता है। 
अनाचारसे पतित हुआ ब्राह्मण भी यदि फिर सदाचारका 
सेवन करे तो बह देवत्वको प्राप्त होता है। अतः हिज 
आणोंके कण्ठगत होनेपर भी सदाचारका त्याग नहीं 
करते । नारद ! तुम भी मन, वाणी, शरीर और क्रियाद्वारा 
सदाचारका पालन कसे । 


— + = 


१६० 


» अर्चयस्व हुषीकेशे यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


४१४४७४४७४७ ३३३४४७७०५७ ३४७०१७३७७७ ७७७७७७७ ३७ ७७७७७७७७७७ ४८७७७७७७७७ ७७७७४७७ ७७७७७००७ ७१७७ 


ब्राह्मणोंके जीविकोपयोगी कर्म और उनका महत्त्व तथा 
गौओकी महिमा और गोदानका फल 


नारदजीने पूछा--प्रभो ! उत्तम ब्राह्मणोंकी 
पूजा करके तो सब लोग श्रेष्ठ गति प्राप्त करते हैं; 
किन्तु जो उन्हें कष्ट पहुँचाते हैं, उनकी क्या गति 
होती है ? 
ब्रह्माजी बोले--श्षुधासे संतप्त हुए उत्तम 
ब्राह्मणोंका जो लोग अपनी शक्तिके अनुसार भक्ति- 
पूर्वक सत्कार नहीं करते, वे नरकमें पड़ते हैं। जो 
क्रोधपूर्वक कठोर शाब्दोंमें ब्राह्मणकी निन्दा करके उसे 
द्वारसे हटा देते हैं, वे अत्यन्त घोर महारौरव एवं कृच्छर 
नरकमें पड़ते हैं तथा नरकसे निकलनेपर कीड़े होते हैं । 
उससे छूटनेपर चाण्डालयोनिमें जन्म लेते हैं। फिर रोगी 
एवं दरिद्र होकर भूखसे पीड़ित होते हैं। अतः भूखसे 
पीड़ित हो घरपर आये हुए ब्राह्मणका कभी अपमान नहीं 
करना चाहिये। जो देवता, अग्नि और ब्राह्मणके लिये 
“नहीँ दूँगा' ऐसा वचन कहता है, वह सौ बार नीचेकी 
योनियोंमें जन्म लेकर अन्तमें चाण्डाल होता है । जो लात 
उठाकर ब्राह्मण, गौ, पिता-माता और गुरुको मारता है, 
उसका रौरव नरकमें वास निश्चित है; वहाँसे कभी उसका 
उद्धार नहीं होता । यदि पुण्यवश जन्म हो भी जाय तो 
वह पङ्गु होता है। साथ ही अत्यन्त दीन, विषादग्रस्त 
और दुःखशोकसे पीड़ित रहता है। इस प्रकार तीन 
जन्मॉतक कष्ट भोगनेके बाद ही उसका उद्धार होता है। 
जो पुरुष मुक्कों, तमाचों और कीलोंसे ब्राह्मणको मारता 
है, वह एक कल्पतक तापन और रौरब नामक घोर 
नरकर्मे निवास करता है और पुनः जन्म लेनेपर कुत्ता 
होता है । उसके बाद चाण्डालयोनिमें जन्म लेकर दरिद्र 
और उंदरशूलसे पीड़ित होता है! माता, पिता, ब्राह्मण, 
स्त्रातक, तपस्वी और गुरुजनोंको क्रोधपूर्वक मारकर 
मनुष्य दीर्घकालतक कुम्मीपाक नरकमें पड़ा रहता है। 
इसके बाद यह कीट-योनिमें जन्म लेता है । बेटा नारद ! 
जो ब्राह्मणोंके विरुद्ध कठोर खचन बोलता है, उसके 


शरीरमें आठ प्रकारकी कोढ़ होती है--खुजली, दाद, 
मण्डल, (चकत्ता), शुक्ति (सफदी), सिध्म 
(सेहूँआ), काली कोढ़, सफेद कोढ़ और तरुण 
कुष्ठ--इनमें काली कोढ़, सफेद कोढ़ और अत्यन्त 
दारुण तरुण कुष्ठ--ये तीन महाकुष्ठ माने गये हैं। जो 
जान-बूझकर महापातकमें प्रवृत्त होते हैं अथवा 
महापातकी पुरुषोंका सङ्ग करते हैं अथवा अतिपातकका 
आचरण करते हैं, उनके दारीरमें ये तीनों प्रकारके कुष्ठ 
होते हैं। संसर्गसे अथवा परस्पर सम्बन्ध होनेसे मनुष्योमें 
इस रोगका संक्रमण होता है । इसलिये विवेकी पुरुष 
कोढ़ीसे दूर ही रहे। उसका स्पर्श हो जानेपर तुरंत स्नान 
कर ले। पतित, कोढ़ी, चाण्डाल, गोभक्षी, कुत्ता, 
रजस्वला स्त्री और भीलका स्पर्श हो जानेपर तत्काल 
सान करना चाहिये । 

जो ब्राह्मणकी न्यायोपार्जित जीविका तथा उसके 
धनका अपहरण करते हैं, वे अक्षय नरकमें पड़ते हैं। 
जो चुगलखोर मनुष्य ब्राह्मणोंका छिद्र ढूँढ़ा करता है, 
उसे देखकर या स्पर्श करके वख्रसहित जलमें गोता 
लगाना चाहिये । ब्राह्मणके धनका यदि कोई प्रेमसे 
उपभोग कर ले, तो भी बह उसकी सात पीढ़ियोतकको 
जला डालता है । और जो पराक्रमपूर्वक छीनकर उसका 
उपभोग करता है, बह तो दस पीढ़ी पहले और दस पीढ़ी 
पीछेतकके पुरुषॉंको नष्ट करता है। विषको विष नहीं 
कहते, ब्राह्मणका धन ही विष कहलाता है। विष तो 
केवळ उसके खानेवालेको ही मारता है, किन्तु ब्राह्मणका 
अन पुत्र-पौत्रोंका भी नाश कर डालता है। जो मोहवश 
माता, ब्राह्मणी अथवा गुरुकी स्त्रीके साथ समागम करता 
है, वह घोर रौरव नरकमें पड़ता है। वहाँसे पुनः 
मनुष्ययोनिमें आना कठिन होता है। 

नारद्जीने पूछा--पिताजी ! सभी न्राह्मणोंकी 
हत्यासे बराडर ही पाप लगता है अथवा किसीमें कुछ 


सृष्टिखप्ड ] + ब्राह्मणोंके जीविंकोपयोगी कर्म और उनका महस्व, गौओंकी महिमा, गोदानका फल + 


९१६९ 


<4०५५४७५५७४०७५४४४५:५०७५७७५०४७५०५५33:33+55+23:55+3%389%65%:58:25:5253%3::552:555*555559:5552559:55:559:5*253:555522 85%. 


अधिक या कम भी ? यदि न्यूनाधिक होता है तो क्यों ? 
इसको यथार्थ रूपसे बताइये । 
ब्रह्माजीने कहा--'बेटा ! ब्रह्महत्याका जो पाप 
बताया गया है, बह किसी भी ब्राह्मणका वध करनेपर 
अवश्य लागू होता है। ब्रह्महत्यारा घोर नरकमें पड़ता 
है। इस विषयमें कुछ और भी कहना है, उसे सुनो। 
बेद-शास्त्रोंके ज्ञाता, जितेन्द्रिय एवं श्रोत्रिय ब्राह्मणकी 
हत्या करनेपर करोड़ों ब्राह्मणोंके वधका दोष लगता है । 
शैव तथा वैष्णव ब्राह्मणको मारनेपर उससे भी दसगुना 
अधिक पाप होता है। अपने बंशके नाह्मणका वध 
करनेपर तो कभी नरकसे उद्धार होता ही नहीं। तीन 
बेदोंके ज्ञाता स्त्रातककी हत्या करनेपर जो पाप लगता है, 
उसकी कोई सीमा ही नहीं है। श्रोत्रिय, सदाचारी तथा 
तीर्थ-स्वान और वेदमन्त्रसे पवित्र ब्राह्मणके वघसे 
होनेवाले पापका भी कभी अन्त नहीं होता। यदि 
किसीके द्वारा अपनी बुराई होनेपर ब्राह्मण स्वयं भी 
शोकवश प्राण त्याग दे तो चह बुराई करनेवाला मनुष्य 
ब्रह्महत्यारा ही समझा जाता है। कठोर बचनों और 
कठोर बर्तावोंसे पीड़ित एवं ताड़ित हुआ ब्राह्मण जिस 
अत्याचारी मनुष्यका नाम ले-लेकर अपने प्राण त्यागता 
है, उसे सभी ऋषि, मुनि, देवता और ब्रहावेत्ताओनि 
ब्रह्महत्यारा बताया है। ऐसी हत्याका पाप उस देशके 
निवासियों तथा राजाको लगता है । अतः वे नह्महत्याका 
पाप करके अपने पितरोंसहित नरकमें पकाये जाते हैं। 
विद्वान्‌ पुरुषको चाहिये कि वह मरणपर्यन्त उपवास 
(अनशन) करनेवाले ब्राह्मणको मनाये--उसे प्रसन्न 
करके अनशन तोड़नेका प्रयत्न करे । यदि किसी निर्दोष 
पुरुषको निमित्त बनाकर कोई ब्राह्मण अपने प्राण त्यागता 
है तो वह स्वयं ही ब्रह्महत्याके घोर पापका भागी होता 
है। जिसका नाम लेकर मरता है, वह नहीं। जो अधम 
ब्राह्मण अंपंने कुटुम्बीका वध करता है, उसको भी 


ब्रहमहत्याका पाप लगता है । यदि कोई आततायी ब्राह्मण 
युद्धके लिये अपने पास आ रहा हो और प्राण रेनेकी 
चेष्टा करता हो, तो उसे अवश्य मार डाले; इससे बह 
बह्महत्याका भागी नहीं होता । जो घरमें आग लगाता है, 
दूसरेको जहर देता है, धन चुरा लेता है, सोते हुएको मार 
डालता है; तथा खेत और स्त्रीका अपहरण करता 
है--ये छः आततायी माने गये हैं।* संसारमें त्राह्मणके 
समान दूसरा कोई पूजनीय नहीं है । वह जगतका गुरु 
है। ब्राह्मणको मारनेएर जो पाप होता है, उससे बढ़कर 
दूसरा कोई पाप है ही नहीं। 

नास्दजीने पूछा--सुरश्रेष्ठ ! पापसे दूर रहनेबाले 
द्विजको किस वृत्तिका आश्रय लेकर जीवन-निर्वाह करना 
चाहिये ? इसका यथावत्‌ वर्णन कीजिये । 

्ह्माजीने कहा--नेटा ! निना माँगे मिली हुई 
भिक्षा उत्तम वृत्ति बतायी गयी है । उञ्छवृत्ति' उससे भी 
उत्तम है। वह सब प्रकारकी वृत्तियोंमें श्रेष्ठ और 
कल्याणकारिणी है। श्रेष्ठ मुनिगण उञ्छवृत्तिका आश्रय 
लेकर ब्रह्मपदको प्राप्त होते हैं। यश्षमें आये हुए 
ब्राह्मणको यज्ञकी समाप्ति हो जानेपर यजमानसे जो 
दक्षिणा प्राप्त होती है, वह उसके लिये ग्राह्म वृत्ति है। 
द्विजोंको पढ़ाकर या यश कराकर उसकी दक्षिणा लेनी 
चाहिये । पठन-पाठन तथा उत्तम माङ्गिक शुभ कर्म 
करके भी उन्हें दक्षिणा अहण करनी चाहिये। यही 
ब्राह्मणोंकी जीविका है । दान लेना उनके लिये अन्तिम 
वृत्ति है। उनमें जो शाके द्वारा जीविका चलाते हैं, वे 
धन्य हैं। वृक्ष और लताओंके सहारे जिनकी जीविका 
चलती है, वे भी धन्य हैं। 

जाह्मणोचित वृत्तिके अभावमें ब्राह्मणोंको 
क्षत्रियवृत्ति जीवन-निर्वाह करना चाहिये। उस 
अवस्थामें न्याययुक्त युद्धका अवसर उपस्थित होनेपर 
युद्ध करना उनका कर्तव्य है। उन्हें उत्तम वीरत्रतका 


* अग्निदो गरदश्चैव धनहारी च सुप्तधः । क्षेत्रदारापहारी च षडेते 


ह्याततायिनः ॥ (४८ । ५८) 


३-कटे हुए खेत, खलिहान या उठे हुए बाजारसे अन्नका एक-एक दाना बीनकर लागे और उसीसे जीविका चलानेका नाम 


'उन्छवृत्ति' है। 


१६२ 


+ अर्चयस्व हषीकेझं यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


( संक्षिप्त पश्रपुराण 


आचरण करना चाहिये। ब्राह्मण क्षत्रियवृत्तिके द्वारा 
राजासे जो धन प्राप्त करता है, वह श्राद्ध और यज्ञ 
आदिमें दानके लिये पवित्र माना गया है । उस ब्राह्मणको 
सदा पापसे दूर रहकर बेद और धनुर्वेद दोनोंका अभ्यास 
करना चाहिये । जो ब्राह्मण न्यायोचित युद्धमें सम्मिलित 
होकर संग्राममें शत्रुका सामना करते हुए मारे जाते हैं, वे 
वेदपाठियोंके लिये भी दुर्लभ परमपदको प्राप्त होते हैं। 
धर्मयुद्धका जो पवित्र बर्ताव है, उसका यथार्थ वर्णन 
सुनो । धर्मयुद्ध करनेवाले योद्धा सामने लड़ते हैं, कभी 
कायरता नहीं दिखाते तथा जो पीठ दिखा चुका हो, 
जिसके पास कोई हथियार न हो और जो युद्धभूमिसे 
भागा जा रहा हो--ऐसे शत्रुपर पीछेकी ओरसे प्रहार 
नहीं करते। जो दुराचारी सैनिक विजयकी इच्छासे 
डरपोक, युद्धसे विमुख, पतित, मूर्च्छित, असतान, 
स्तुतिप्रिय और शरणागत शत्रुको युद्धमें मार डालते हैं, 
चे नरकमें पड़ते हैं। 
यह क्षत्रियवृत्ति सदाचारी पुरुषोद्वारा प्रशंसित है। 
इसका आश्रय लेकर समस्त क्षत्रिय स्वर्गलोकको प्राप्त 
करते हैं। धर्मयुद्धमें शत्रुका सामना करते हुए मृत्युको 
प्राप्त होना क्षत्रियके लिये शुभ है। बह पवित्र होकर सब 
पापोंसे मुक्त हो जाता है और एक कल्पतक खर्गलोकमें 
निवास करता है । उसके बाद सार्वभौम राजा होता है। 
उसे सब प्रकारके भोग प्राप्त होते हैं। उसका शरीर नीरोग 
और कामदेवके समान सुन्दर होता है। उसके पुत्र 
घर्मशील, सुन्दर, समृद्धिशाली और पिताकी रुचिके 
अनुकूल चलनेवाले होते हैं। इस प्रकार क्रमशः सात 
जन्मॉतक वे क्षत्रिय उत्तम सुखका उपभोग करते हैं। 
इसके विपरीत जो अन्यायपूर्वक युद्ध करनेवाले हैं, उन्हें 
खचिरकालतक नरकमें निवास करना पड़ता है । इस तरह 


ब्राह्मणोंको श्रेष्ठ क्षत्रिय-वृत्तिका सहारा लेना उचित है। 

उत्तम ब्राह्मण आपत्तिकालमें वैश्यवृत्तिसे-- 
व्यापार एवं खेती आदिसे भी जीविका चला सकता है। 
परन्तु उसे चाहिये कि वह दूसरोंके द्वारा खेती और 
व्यापारका काम कराये, स्वयं ब्राह्मणोचित कर्मका त्याग 
न करे। वैश्यवृत्तिका आश्रय लेकर यदि ब्राह्मण झूठ 
बोले या किसी वस्तुकी बहुत बढ़ा-चढ़ाकर प्रशसा करे 
तो [लोगोंको ठगनेके कारण] वह दुर्गतिको प्राप्त होता 
है। भोगे हुए द्रव्यके व्यापारसे बचा रहकर ब्राह्मण 
कल्याणका भागी होता है। तौलमें कभी असत्यपूर्ण 
बर्ताव नहीं करना चाहिये, क्योंकि तुला धर्मपर ही 
प्रतिष्ठित है। जो तराजूपर तोलते समय छल करता है, 
वह नरकमें पड़ता है । जो द्रव्य तराजूपर चढ़ाये बिना ही 
बेचा जाता है, उसमें भी झूठ-कपटका त्याग कर देना 
चाहिये । इस प्रकार मिथ्या बर्ताव नहीं करना चाहिये; 
क्योकि मिथ्या व्यवहारसे पापकी उत्पत्ति होती है। 
*सत्यसे बढ़कर धर्म और झूठसे बढ़कर दूसरा कोई पाप 
नहीं है' अतः सन कार्योमें सत्यको ही श्रेष्ठ माना गया 
है।* यदि एक ओर एक हजार अश्वमेध यज्ञोंका पुण्य 
और दूसरी ओर सत्यको तराजूपर रखकर तोला जाय तो 
एक हजार अश्वमेध यज्ञोंकी अपेक्षा सत्यका ही पलड़ा 
भारी होता है। जो समस्त कार्योमें सत्य बोलता और 
मिथ्याका परित्याग करता है, वह सन दुःखोंसे पार हो 
जाता है और अक्षय स्वर्गका उपभोग करता है।† 
ब्राह्मण [दूसरोंके द्वारा] व्यापारका काम करा सकता है; 
किन्तु उसे झूठका त्याग करना ही चाहिये । उसे चाहिये 
कि जो मुनाफा हो उसमेंसे पहले तीर्थोमें दान करे; जो 
शेष बचे, उसका स्वयं उपभोग करे। यदि ब्राह्मण 
चाणिज्य-वृत्तिसे न्यायपूर्वक उपार्जित किये हुए धनको 


*तुखेऽसत्यं न कर्तव्यं तुला घर्मप्रतिषठिता ॥ 
छलभानं तुरू कृत्वा नरकं प्रतिपद्यते । अतुलं चापि यद्‌ द्रव्यं तत्र मिथ्या परित्यजेत्‌ ॥ 
एवं मिथ्या न कर्तव्या मृषा पापप्रसूतिका । नास्ति सत्यात्परे घर्मो नानृतात्पातकं परम्‌ ॥ 


अतः सर्वेषु कार्येषु सत्यमेब विंशिष्यते । 


(४५ । ९३--९६) 


+ यो बदेत्‌ सर्वकार्येषु सत्यं मिथ्या परित्यजेत्‌ ॥ 


स मिस्तरति दुर्गाणि स्वर्गमक्षयमश्ुते। 


(ड५ । ९७-९८) 


सृष्टिखण्ड ] « ब्राह्मणोंके जीबिकोपयोगी कर्म और उनका महत्त्व, गौओकी महिमा, गोदानका फल + 


१६३ 


पितरों, देवताओं और ज्राह्मणोंके निमित्त यत्रपूर्वक दान 
देता है; तो उसे अक्षम फलकी प्राप्ति होती है। वाणिज्य 
लाभकारी व्यवसाय है । किन्तु दो उसमें बहुत बड़े दोष 
आ जाते हैं--लोभ न छोड़ना और झूठ बोलकर माल 
बेचना । विद्वान्‌ पुरुष इन दोनों दोषोंका परित्याग करके 
धनोपार्जन करे! व्यापारमें कमाये हुए धनका दान 
करनेसे वह अक्षय फलका भागी होता हे ।* 
नारद ! पुण्यकर्ममें लगे हुए ब्राह्मणको इस प्रकार 
खेती करनी चाहिये । वह आधे दिन (दोपहर) तक चार 
बैलोंको हलमें जोते । चारके अभावमें तीन बैलोंको भी 
जोता जा सकता है । बैलोंसे इतना काम न ले कि उन्हें 
दिनभर विश्राम करनेका मौका ही न मिले। प्रतिदिन 
बैलोंको चोर और व्याघ्र आदिसे रहित स्थानमें, जहाँकी 
घास काटी न गयी हो, ले जाकर चराये। उन्हें यथेष्ट 
घास खानेको दे और स्वयं उपस्थित रहकर उनके खाने- 
पीनेकी व्यवस्था करे। उनके रहनेके लिये गोशाला 
बनवावे, जहाँ किसी प्रकार उपद्रब न हो।†ँ वहाँसे 
गोबर, मूत्र और बिखरी हुई घास आदि हटाकर 
गोशालाको सदा साफ रखे। गोशाला सम्पूर्ण 
देवताओंका निवासस्थान है, अतः वहाँ कूड़ा नहीं 
फेंकना चाहिये । विद्वान्‌ पुरुषको उचित है कि बह अपने 
इायन-गृहके समान गोशालाको साफ रखे। उसकी 
'फर्शको समतल बनाये तथा यत्रपूर्वक ऐसी व्यवस्था 
करे, जिससे वहाँ सर्दी, हवा और धूल-धकड़से बचाव 
हो। गौको अपने आणोके समान समझे । उसके शरीरको 
अपने ही शरीरके तुल्य माने। अपनी देहमें जैसे 


सुख-दुःख होते हैं, वैसे ही गौके शरीरमें भी होते 
है--ऐसा समझकर गौके कष्टको दूर करने और उसे 
सुख पहुँचानेकी चेष्टा करे। 

जो इस विधिसे खेतीका काम कराता है, वह 
बैलको जोतनेके दोषसे मुक्त और धनवान्‌ होता है । जो 
दुर्बल, रोगी, अत्यन्त छोटी अवस्थाके और अधिक बूढ़े 
बैलसे काम लेकर उसे कष्ट पहुँचाता है, उसे गोहत्याका 
पाप लगता है। जो एक ओर दुर्बल और दूसरी ओर 
बलवान्‌ बैलको जोड़कर उनसे भूमिको जुतवाता है, उसे 
गोहत्याके समान पापका भागी होना पड़ता है--इसमें 
तनिक भी सन्देह नहीं है। जो बिना चार खिलाये ही 
बैलको हल जोतनेके काममें लगाता है तथा घास खाते 
और पानी पीते हुए बैलको मोहवश हाँक देता है, वह 
भी गोहत्याके पापका भागी होता है।$ अमावास्या, 
संक्रान्ति तथा पूर्णिमाको हल जोतनेसे दस हजार 
गोहत्याओऑका पाप लगता है! जो उपर्युक्त तिथियोंको 
गौओकि झरीरमें सफेद और रंग-बिरेगी रचना करके 
काजल, पुष्प और तेलके द्वारा उनकी पूजा करता है, वह 
अक्षय स्वर्गका सुख भोगता है। जो प्रतिदिन दूसरेकी 
गायको मुट्ठीभर घास देता है, उसके समस्त पापोंका नाश 
हो जाता है तथा बह अक्षय स्वर्गका उपभोग करता है। 
जैसा ब्राह्मणका महत्त्व है, वैसा ही गौका भी महत्त्व है; 
दोनॉकी पूजाका फल समान ही है। विचार करनेपर 
मनुष्योंमें ब्राह्मण प्रधान है और पशुओमें गौ। 

नारदजीने पूछा--नाथ ! आपने बताया है कि 
नाह्मणकी उत्पत्ति भगवानके मुखसे हुई है; फिर गौओंकी 


* एतौ दोषौ महान्तौ च वाणिज्ये लाभकर्मीणि । लोभानामपरित्यागो मृषाम्ाह्म्च॒ विक्रय: ॥ 


एतौ दोषौ परित्यज्य कुर्यादर्धार्जने बुधः । अक्षयं लभते दानाद्‌ 


† दद्याद्‌ घासं यथेष्टं च नित्यमातिष्ठयेत्‌ स्वयम्‌ । गों च 


ईदुर्यले पीडयेद्यस्तु तथैव गदसंयुतम्‌। अतिबालातिवृद्धैश्व स॒ गोहत्या समालभेत्‌ ॥ 


(४५। १०७-८) 
कारयेत्तत्र किञ्चिद्विप्रविवर्जितम्‌॥ 


(४५। १०९) 


विषमं वाहयेद्यस्तु दुर्यरेन बलेन च।स गोहत्यासमं पापं भ्राप्रोतीह न संशयः॥ 
यो वाहथेद्विना सस्यं खादन्तं गां निवारयेत्‌ । मोहातृष्ण जलं वापि स गोहल्यासमं लभेत्‌ ॥ 


(४५। ११४-१६) 


घ 


= अर्चयस्व हृषीके यदीच्छसि पर॑ पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


Frssneserseemnenessrenessssereneressaenesesessssesoeeenanessa,*५०५५००.५५५५५०४५०५५००१४४५५१४१५५०७०५५५५+४॥. 


उससे तुलना कैसे हो सकती है? विधाता! इस 
निषयको लेकर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। 
ब्रह्माजीने कहा- बेटा] पहले भगवानके 
मुखसे महान्‌ तेजोमय पुञ्ज प्रकट हुआ। उस तेजसे 
सर्वप्रथम वेदकी उत्पत्ति हुई । तत्पश्चात्‌ क्रमशः अमि, गौ 
और ज्राह्मण--ये पृथक्‌-पृथक्‌ उत्पन्न हुए । मैने सम्पूर्ण 
"लोकों और भुवनोंकी रक्षाके लिये पूर्वकालमें एक वेदसे 
चारों वेदका विस्तार किया! अभि और ब्राह्मण 
देवताओकि लिये हविष्य ग्रहण करते हैं और हविष्य 
(घी) गौओसे उत्पन्न होता है; इसलिये ये चारों ही इस 
जगत्के जन्मदाता हैं । यदि ये चारों महत्तर पदार्थ विश्वमें 
नहीं होते तो यह सारा चराचर जगत्‌ नष्ट हो जाता। ये 
ही सदा जगतको धारण किये रहते हैं; जिससे स्वभावतः 
इसकी स्थिति ननी रहती है। 'क्राह्मण, देवता तथा 
असुरोंको भी गौकी पूजा-करनी चाहिये; क्योकि गौ सब 
कार्योमें उदार तथा वास्तवमें समस्त गुणोंकी खान है। 
बह साक्षात्‌ सम्पूर्ण देवताओंका स्वरूप है। सब 
प्राणियॉंपर उसकी दया बनी रहती है। प्राचीन कालमें 
सबके पोषणके लिये मैने गौकी सृष्टि की थी। गौओंकी 
प्रत्येक वस्तु पावन है और समस्त संसारको पवित्र कर 
देती है। गौका मूत्र, गोबर, दूध, दही और घी--इन 
पञ्चगव्योका पान कर लेनेपर शरीरके भीतर पाप नहीं 
'ठहरता.। इसलिये धार्मिक पुरुष प्रतिदिन गौके दूध, दही 
और घी खाया करते हैं। गब्य पदार्थ सम्पूर्ण द्रव्योमें 
श्रेष्ठ, शुभ और प्रिय हैं। जिसको गायका दूध, दही और 
घी खानेका सौभाग्य नहीं प्राप्त होता, उसका शरीर मरके 
समान है । अन्न आदि पाँच रात्रितक, दूध सात रात्रिक, 
दही बीस रात्रितक और घी एक मासतक झारीरमें अपना 
अभाव रखता है। जो लगातार एक मासतक बिना 
गव्यका भोजन करता है, उस मनुष्यके भोजनमें प्रेतोंको 
आग मिळता है; इसलिये प्रत्येक युगमें सब कार्येकि 


लिये एकमात्र गौ ही प्रशस्त मानी गयी है । गौ सदा और 
सब समय धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष--ये चारों 
पुरुषार्थ प्रदान करनेवाली है। 

जो गौकी एक बार प्रदक्षिणा करके उसे प्रणाम 
करता है, वह सब पापॉसे मुक्त-होकर अक्षय स्वर्गका 
सुख भोगता है। जैसे देवताओंके आचार्य बृहस्पतिजी 
बन्दनीय हैं, जिस प्रकार भगवान्‌ लक्ष्मीपति सबके पूज्य 
हैं, उसी प्रकार गौ भी वन्दनीय और पूजनीय है। जो 
मनुष्य प्रातःकाल उठकर गौ और उसके घीका स्पर्श 
करता है, वह सब पापॉसे मुक्त हो जाता है। गौएँ दूध 
और घी प्रदान करनेवाली हैं। बे घृतकी उत्पत्ति-स्थान 
और घीकी उत्पत्तिमें कारण हैं । वे घीकी नदियाँ हैं, उनमें 
चीकी भैवरें उठती हैं। ऐसी गौएँ, सदा मेरे घरपर मौजूद 
रहें।* घी मेरे सम्पूर्ण शरीर और मनमें स्थित हो । 'गौएँ. 
सदा मेरे आगे रहें । बे ही मेरे पीछे रहें मेरे सब अङ्गोंको 
गौओंका स्पर्श प्राप्त हो। मैं गौओंके बीचमें निवास 
करू ।'† इस मन्त्रको प्रतिदिन सन्ध्या और सनेरेके 
समय शुद्ध भावसे आचमन करके जपना चाहिये । ऐसा 
करनेसे उसके सब पापोंका क्षय हो जाता है तथा वह 
स्वर्गलोकमें पूजित होता है । जैसे गौ आदरणीय है बैसे 
ब्राह्मण; जैसे ब्राह्मण हैं वैसे भगवान्‌ श्रीविष्णु । जैसे 
भगवान्‌ श्रीविष्णु हैं वैसी ही श्रीगङ्गाजी भी हैं। ये सभी 
धर्मके साक्षात्‌ स्वरूप माने गये हैं । गौएँ मनुष्योंकी बन्धु 
हैं और मनुष्य गौओकि बन्धु हैं। जिस घरमें गौ नहीं है, 
चह बन्धुरहित गृह है । छहों अङ्गों, पदों औरं क्रमॉसहित 
सम्पूर्ण वेद गौओंके मुखमें निवास करते हैं। उनके 
सींगोमें भगवान्‌ श्रीराङ्कर और श्रीविष्णु सदा विराजमान 
रहते हैं। गौओंके उंदरमें कार्तिकेय, मस्तकमें ब्रहम, 
'ललाटमें महादेवजी, सींगोंके अग्रभागमें इन्द्र, दोनों 
कानोमें अश्विनीकुमार, नेत्रोमे चन्द्रमा और सूर्य, दाँतोंमें 
गरुडू, जिह्मामें सरस्वती देवी, अपान (गुदा) में 


* घृतक्षीरप्रदा गावो घृतयोन्यो धृतोद्धवा: । घृतनद्यो घृतावर्तास्ता मे सन्तु सदा गृहे ॥ 


(ड५। १४९) 


क गायो ममाझतो नित्यं गावः पृष्ठत एव च । गावश्च सर्वगात्रेषु गवा मध्ये वसाभ्यहम्‌॥ 


सृष्टिखण्ड ] + ब्राह्मणोंके जीविकोपयोगी कर्म और उनका महत्त्व, गौओंकी महिया, गोदानका फल » 


३२५०५९५९५०१७४५११०५५१०१५५०५५५१५०५५०५५५१५५५१५१०५५५०५००५०५००५९४२५१००४००५४५५*०४०१४२५४५४४५४४०४९४४४४९५९३५५ 


सम्पूर्ण तीर्थ, मूत्रस्थानमें गङ्गाजी, रोमकूपोंमें ऋषि, मुख 
और पृष्ठभागमें यमराज, दक्षिण पार्थमें वरुण और 
कुबेर, वाम पार्श्वमें तेजस्वी और महाबली यक्ष, मुखके 
भीतर गन्धर्व, नासिकाके अग्रभागमें सर्प, खुरोंके पिछले 
भागमें अप्सरा, मोबरमें लक्ष्मी, गोमूत्रमें पार्वती, 
चरणोंके अग्रभागमें आकाशचारी देवता, रँभानेकी 
आनाजमें प्रजापति और थनोंमें भरे हुए चारों समुद्र 
निवास करते हैं। जो प्रतिदिन स्त्रान करके गौका स्पर्श 
करता है, बह मनुष्य सब प्रकारके स्थूल पापॉसे भी मुक्त 
हो जाता है । जो गौओके खुरसे उड़ी हुई धूलको सिरपर 
धारण करता है, बह मानो तीर्थके जलमें स्नान कर लेता 
है और सब पापोंसे छुटकारा पा जाता है। 
नारदजीने पूछा--गुरुश्रेष्ठ ! परमेष्ठिन्‌! विभिन्न 
रेगॉकी गौओंमें किसके दानसे क्या फल होता है? 
इसका तत्त्व बतलाइये । 
ब्रह्मजीने कहा--बेटा ! ब्राह्मणको श्वेत गौका 
दान करके मनुष्य ऐश्वर्यशाली होता है। सदा महरूमें 
निवास करता है तथा भोग-सामग्रियोसे सम्पन्न होकर 
सुख-समृद्धिसे भरा-पूरा रहता है। धूएँके समान 
सङ्गवाली गौ स्वर्ग प्रदान करनेवाली तथा भयङ्कर संसारमें 
पापॉसे छुटकारा दिलानेखाली है। कपिला गौका दान 
अक्षय फल प्रदान करनेवाला है। कृष्णा गौका दान 
देकर मनुष्य कभी कष्टमें नहीं पड़ता। भूरे रङ्गकी गौ 
संसारमें दुर्लभ है। गौर वर्णकी धेनु समूचे कुलको 
आनन्द प्रदान करनेवाली होती है । लाल नेत्रोंवाली गौ 
रूपकी इच्छा रखनेवाले पुरुषको रूप प्रदान करती है । 
नीली गौ धनाभिलाषी पुरुषकी कामना पूर्ण करती है। 
एक ही कपिला गौका दान करके मनुष्य सारे पापोंसे 
मुक्त हो जाता है । बचपन, जवानी और बुढ़ापेमें जो पाप 
किया गया है, क्रियासे, वचनसे तथा मनसे भी जो पाप 
बन गये हैं, उन सनका कपिला गौके दानसे क्षय हो 


जाता है और दाता पुरुष विष्णुरूप होकर वैकुण्ठमें 
निवास करता है। जो दस गौएँ दान करता है तथा जो 
भार ढोनेमें समर्थ एक ही बैल दान करता है, उन दोनोंका 
'फल बह्याजीने समान ही बतलाया है । जो पुत्र पितरोंके 
उद्देश्यसे साँड़ छोड़ता है, उसके पितर अपनी इच्छाके 
अनुसार विष्णुलोकमें सम्मानित होते हैं। छोड़े हुए साँड़ 
र्‍या दान की हुई गौओके जितने रोएँ होते हैं, उतने हजार 
वर्षोतक मनुष्य स्वर्गका सुख भोगते हैं । छोड़ा हुआ साँड़ 
अपनी पूँछसे जो जल फेकता है, वह एक हजार वर्षांतक 
पितरेकि लिये तृप्तिदायक होता है। वह अपने खुरसे 
जितनी भूमि खोदता है, जितने ढेरे और कीचड़ 
उछालता है, वे सब लाखगुने होकर पितरोंके लिये 
स्वधारूप हो जाते हैं। यदि पिताके जीते-जी माताकी 
मृत्यु हो जाय तो उसकी स्वर्ग-प्राप्तिके लिये चन्दन-चर्चित 
घेनुका दान करना चाहिये । ऐसा करनेसे दाता पितसेंके 
ऋणसे मुक्त हो जाता है तथा भगवान्‌ श्रीविष्णुकी भाँति 
पूजित होकर अक्षय स्वर्गको प्राप्त करता है । सन प्रकारके 
शुभ लक्षणॉसे युक्त, प्रतिवर्ष बच्चा देनेवाली नयी दुधार 
गाय पृथ्वीकै समान मानी गयी है। उसके दानसे 
भूमि-दानके समान फल होता है। उसे दान करनेवाला 
मनुष्य इन्द्रके तुल्य होता है और अपनी सौ पीढ़ियोंका 
उद्धार कर देता है । जो गौका हरण करके उसके बछड़ेकी 
मृत्युका कारण बनता है, बह महाप्रलयपर्यन्त कीड़ोंसे भरे 
हुए कुएँमें पड़ा रहता है। गौओंका वध करके मनुष्य 
अपने पितरोंके साथ घोर रैर नरकमें पड़ता है तथा 
उतने ही समयतक अपने पापका दण्ड भोगता रहता है । 
जो इस पवित्र कथाको एक बार भी दूसरोंको सुनाता है, 
उसके सन पापोंका नाश हो जाता है तथा वह देवताओकि 
साथ आनन्दका उपभोग करता है । जो इस परम पुण्यमय 
असङ्गका श्रवण करता है, बह सात जन्मेकि पापॉसे 
तत्काल मुक्त हो जाता है। 


= च्य 


१७७, 


9७904९७९०००९००९:२५००७००:९३०००७०००००७३:३:३०:३३१००००७०००७५७७०३०-३१००२७०००३०:३००-००-७००१०००५३-५०७०००००१:००००००००७००७५००७०० 


० अर्चयस्व हषीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ » 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


३ ४५४. ४ ३ ५५४ ५ 2५ ५५.० ९५ ५५५ ५.५.४५ 2 ९ ४१% ९ # ६ ४४४ ५४४. 


हिजोचित आचार, तर्षण तथा शिष्टाचारका वर्णन 


नारदजीने पूछा--फिताजी ! किस आचरणसे 
ज्राह्मणके ब्रह्मतेजकी वृद्धि होती है? 

ब्रह्माजीने कहा--बेटा ! श्रेष्ठ ब्राह्मणको चाहिये 
कि वह प्रतिदिन कुछ रात रहते ही बिस्तरसे उठ जाय 
और गोविन्द, माधव, कृष्ण, हरि, दामोदर, नारायण, 
जगन्नाथ, वासुदेव, वेदमाता सावित्री, अजन्मा, विभु, 
सरस्वती, महालक्ष्मी, ब्रह्मा, शङ्कर, शिव, शम्भु, ईश्वर, 
महेश्वर, सूर्य, गणेश, स्कन्द, गौरी, भागीरथी और शिवा 
आदि नामोंका कीर्तन करे। जो मनुष्य सबेरै उठकर इन 
सबका स्मरण करता है, वह ब्रह्महत्या आदि पापोंसे 
निःसन्देह मुक्त हो जाता है। तात ! एक बार भी इन 
नामोंका उच्चारण करनेपर सम्पूर्ण यज्ञोंका तथा लाखों 
गोदानका फल मिलता है। 

इस प्रकार उपर्युक्त नामोंका उच्चारण करके गाँवसे 
बाहर दूर जाकर साफ-सुथरे स्थानमै मल-मूत्रका 
परित्याग करे । यदि रातका समय हो तो दक्षिण दिशाकी 
ओर मुँह करके और दिनमें उत्तर दिशाकी ओर मुँह 
करके शौच होना चाहिये। इसके बाद [हाथ-मुँह घो, 
कुल्ला करके] गूलर आदिकी लकड़ीसे दाँत साफ 
करना चाहिये। तत्पश्चात्‌ ह्विजको स्नान आदि करके 
संयमपूर्वक बैठकर सन्ध्योपासन करना चाहिये। 
पूर्जाइकाळमें रक्तवर्णा गायत्री, मध्याहकालमें शुक्कवर्णा 
सावित्री और सारयंकार्में श्यामवर्णा सरस्वतीका 
विधिपूर्वक ध्यान करना उचित है। 

प्रतिदिनके ख्रानकी विधि इस प्रकार है । अपने 
ज्ञानके अनुसार यत्नपूर्वक ख्ान-विधिका पालन करना 
चाहिये। पहले शरीरको जलसे भिगोकर फिर उसमें 
मिट्टी लगाये। मस्तक, ललार, नासिका, हृदय, भौंह, 
बाहु, पसळी, नाभि, घुटने और दोनों पैरॉमें मृत्तिका 
लगाना उचित है । मनुष्यको शुद्धिकी इच्छासे [शौच 
होकर] एक बार लिङ्गमें, तीन बार गुदामें, दस नार बायें 


हाथमें तथा पुनः सात बार दोनों हाथोंमें मिट्टी लगानी 
चाहिये । 'घोडे, रथ और भगवान्‌ श्रीविष्णुद्वारा आक्रान्त 
होनेवाली मृत्तिकामयी वसुन्धरे ! मेरे द्वारा जो दुष्कर्म या 
पाप हुए हों, उन्हें तुम हर लो ।'* इस मन्त्रसे जो 
अपने झरीरमें मिट्टीका लेप करता है, उसके सब पापोंका 
क्षय होता है तथा वह मनुष्य सर्वथा शुद्ध हो जाता है। 
तदनन्तर विद्वान्‌ पुरुष नद, नदी, पोखरा, सरोवर या 
कुएँपर जाकर वेदमन्त्रेकि उच्चारणपूर्वक स्नान करे । उसे 
नदी आदिकी जळू-रासिमें प्रवेश करके स्नान करना 
चाहिये और कुएँपर नहाना हो तो किनारे रहकर घड़ेसे 
स्नान करना उचित है। मनुष्यको अपने समस्त पापोंका 
नाश करनेके लिये विधिवत्‌ स्त्रान करना चाहिये। 
सबेरेका स्त्रान महान्‌ पुण्यदायक और सब पापोंका नाश 
करनेवाला है। जो ब्राह्मण सदा प्रातःकाल स्नान करता 
है, वह विष्णुलोकमें प्रतिष्ठित होता है। प्रातः-सन्ध्याके 
समय चार दण्डतक जल अमृतके समान रहता है, वह 
पितरोंको सुधाके समान तृप्तिदायी होता है। उसके बाद 
दो घड़ीतक अर्थात्‌ कुल एक पहरतक जल मधुके 
समान रहता हे; वह भी पितरोंकी प्रसन्नता बढ़ानेवाला 
होता है। तत्पश्चात्‌ डेढ़ पहरतकका जल दूधके समान 
माना गया है। उसके बाद चार दण्डतकका जल दुग्ध- 
मिश्रित-सा रहता है। 

'नास्दजीने कहा--देवेश्वर! अब मुझे यह 
बताइये कि जलके देवता कौन हैं तथा जिस प्रकार मैं 
तर्पणकी विधि ठीक-ठीक जान सकूँ, ऐसा उपदेश 
कीजिये । 

ब्रह्माजीने कहा--बेटा ! सम्पूर्ण लोकोमें 
भगवान्‌ श्रीविष्णु ही जलके देवता माने गये हैं; अतः जो 
जलसे स्नान करके पवित्र होता है, उसका भगवान्‌ 
श्रीविष्णु कल्याण करते हैं। एक घूँट जल पीकर भी 
मनुष्य पवित्र हो जाता है। विशेष बात यह है कि 


ओ अश्वक्रात्ते रथक्रान्ते विष्णुक्रान्ते वसुन्धरे । मृत्तिके हर मे पापं यन्मया दुष्कृतं कृतम्‌ ॥ 


सृष्टिखण्ड 3 


+ द्विजोचित आचार, तर्पण तथा शिष्टाचारका वर्णन » 


१६७ 


3:5०४४५५००७४४००७०»५४४७»५४४४४»४४»£ 92% 59%» 9४ 5:::5%*&४*&** ४७ &&&#&७* ४ &## 88:66 # ४४ # #+ eke eee 


कुशके संसर्गसे जल अमृतसे भी बढ़कर होता है। कुश 
सम्पूर्ण देबताओंका निवासस्थान है; पूर्वकालमें मैंने ही 
उसे उत्पन्न किया था। कुशके मूलमें स्वयं मैं (ब्रह्मा) 
उसके मध्यभागमें श्रीविष्णु और अग्रभागमें भगवान्‌ 
श्रीशङ्कर विराजमान हैं; इन तीनेकि द्वारा कुशकी प्रतिष्ठा 
है। अपने हाथोमें कुश धारण करनेवाला द्विज सदा 
पवित्र माना गया है; वह यदि किसी स्तोत्र या मन्त्रका 
"पाठ करे तो उसका सौगुना महत्त्व बतलाया गया है। 
बही यदि तीर्थमें किया जाय तो उसका फल हजारगुना 
अधिक होता है! कुश, काश, दूर्वा, जौका पत्ता, धानका 
पत्ता, बल्वज और कमल--ये सात प्रकारके कुश 
बताये गये हैं ।* इनमें पूर्व-पूर्व कुश अधिक पवित्र माने 
गये हैं। ये सभी कुश लोकमें प्रतिष्ठित हैं। 

तिलके सम्पर्कसे जल अमृतसे भी अधिक स्वादिष्ट 
हो जाता है । जो प्रतिदिन स्नान करके तिलमिश्रित जलसे 
पितरोंका तर्पण करता है, वह अपने दोनों कुलॉका 
(पितृकुल एवं मातूकुलका) उद्धार करके ब्रह्मलोकको 
प्राप्त होता है। वर्षकि चार महीनोंमें दीपदान करनेसे 
पितरोंके ऋणसे छुटकारा मिलता है। जो एक वर्षतक 
अति अमावास्याको तिलेकि द्वारा पितरोंका तर्पण करता 
है, बह विनायक-पदनीको प्राप्त होता है और सम्पूर्ण 
देवता उसकी पूजा करते हैं। जो समस्त युगादि 
तिथियॉको तिलोंद्वारा पितरोंका तर्पण करता है, उसे 
अमावास्याकी अपेक्षा सौगुना अधिक फल प्राप्त होता 
है। अयन आरम्भ होनेके दिन, विषुब योगमें, पूर्णिमा 
तथा अमावास्याको पितरॉका तर्पण करके मनुष्य स्वर्ग- 
'लोकमें प्रतिष्ठित होता है । मन्वन्तरसंजक तिथियोंमें तथा 
अन्यान्य पुण्यपर्वेके अवसरपर भी तर्पण करनेसे यही 
'फल होता है। चन्द्रमा और सूर्यके ्रहणमें गया आदि 
पुण्य तीथेंकि भीतर पितरोंका तर्पण करके मनुष्य 


बैकुण्ठधामको प्राप्त होता है। इसलिये कोई पुण्यदिनस 
आप्त होनेपर पितृसमुदायका तर्पण करना चाहिये। 
एकाग्रचित्त होकर पहले देवताओंका तर्पण करनेके 
पश्चात्‌ विद्वान्‌ पुरुष पितरोंका तर्पण करनेका अधिकारी 
होता है। श्राद्धमें भोजनके समय एक ही हाथसे अन्न 
परोसे, किन्तु तर्पणके समय दोनों हाथोंसे जल दे; यही 
सनातन विधि है। दक्षिणाभिमुख होकर पवित्र भावसे 
“तृप्यताम्‌' इस वाक्यके साथ नाम-गोत्रका उच्चारण 
करते हुए पितरोंका तर्पण करना चाहिये। 

जो .मोहबश सफेद तिलॉके द्वारा पितृवर्गका तर्पण 
करता है, उसका किया हुआ तर्पण व्यर्थ होता है । थदि 
दाता स्वयं जलमें स्थित होकर पृथ्बीपर तर्पणका जल 
गिराये तो उसका वह जलदान व्यर्थ हो जाता है, 
किसीके पास नहीं पहुँचता । इसी प्रकार जो स्थलमें खड़ा 
होकर जलमें तर्पणका जल गिराता है, उसका दिया हुआ 
जल भी निरर्थक होता है; वह पितरोंको नहीं प्राप्त होता । 
जो जळमें नहाकर भीगे वस्न पहने हुए ही तर्पण करता 
है, उसके पितर देबताओंसहित सदा तृप्त रहते हैं । विद्वान्‌ 
पुरुष धोबीके घोये हुए बस्त्रको अशुद्ध मानते हैं। अपने. 
हाथसे पुनः घोनेपर ही वह बरू शुद्ध होता है। जो ` 
सूखे वस्न पहने हुए किसी पवित्र स्थानपर बैठकर 
पितरोंका तर्पण करता है, उसके पितर दसगुनी तृप्ति लाभ 
करते हैं। जो अपनी तर्जनी अंगुलीमें चाँदीकी अंगूठी 
धारण करके पितरोंका तर्पण करता है, उसका सब तर्पण 
'लाखगुना अधिक फल देनेवाला होता है। इसी प्रकार 
विद्वान्‌ पुरुष यदि अनामिका अँगुलीमें सोनेकी अगूठी 
पहनकर पितृवर्गका तर्पण करे तो वह करोड़ोंगुना 
अधिक फल देनेवाला होता है। 

जो स्त्रान करनेके लिये जाता है, उसके पीछे 
प्याससे पीड़ित देवता और पितर भी बायुरूप होकर 


* कुद्याः काशास्तथा दुर्वा यवपत्राणि न्रीहयः । बल्वजा: पुण्डरीकाञ्च कुशाः सप्त प्रकीत्तिताः ॥ 


(ड६। ३४-३५) 


†स्जकैः क्षालितं यरमसुद्ध कवयो विदुः । हस्तप्रक्षालनेतैब पुनुर्वखं च शुद्धधति॥ 


(४६। ५३) 


१६८ 


* अर्चयस्व हषीकेशं यदीच्छसि परै पदम्‌ + 


१८१८४१५ ५३५५७५७ ७५३७७७५७५५ ७ ७७७७७७७७९५ ७७५५७७६७४७ +&$*»»»#»०&»४२.२० ००४४७, 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


जलकी आशासे जाया करते हैं; किन्तु जब चह नहाकर 
भोती निचोड़ने लगता है, तब चे निराश लोट जाते हैं; 
अतः पितृतर्पण किये बिना धोती नहीं निचोड़नी चाहिये । 
मनुष्यके शरीरमें जो साढ़े तीन करोड़ रोएँ हैं, बे सम्पूर्ण 
तीथेकि प्रतीक हैं । उनका स्पर्श करके जो जल घोतीपर 
गिरता है, वह मानो सम्पूर्ण तीर्थोका ही जल गिरता है; 
इसलिये तर्पणके पहले धोये हुए वस्रको निचोड़ना नहीं 
चाहिये। देवता स्नान करनेवाले व्यक्तिके मस्तकसे 
गिरनेबाले जलको पीते हैं, पितर मूँछ-दाढ़ीके जलसे तृप्त 
होते हैं, गन्धर्व नेत्रॉका जल और सम्पूर्ण प्राणी 
अधोभागका जल अहण करते हैं। इस प्रकार देवता, 
पितर, गन्धर्व तथा सम्पूर्ण प्राणी स्त्रानमात्रसे संतुष्ट होते 
हैं। स्रानसे शरीरमें पाप नहीं रह जाता। जो मनुष्य 
अतिदिन स्नान करता है, चह पुरुषोमि श्रेष्ठ है। वह सब 
पापॉसे मुक्त होकर स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठित होता है । देवता 

और महर्षि तर्पणतक स्रानका ही अङ्ग मानते हैं। 

तर्पणके बाद विद्वान्‌ पुरुषको देवताओंका पूजन करना 

चाहिये । 

जो गणेशकी पूजा करता है, उसके पास कोई विष्न 

नहीं आता | लोग घर्म और मोक्षके लिये लक्ष्मीपति 

भगवान्‌ श्रीविष्णुकी, आवश्यकताओंकी पूर्तिक लिये 

झाङ्करकी, आरोग्यके लिये सूर्यकी तथा सम्पूर्ण 

कामनाओंकी सिद्धिके लिये भवानीकी पूजा करते हैं। 

दबताओंकी पूजा करनेके पश्चात्‌ बलिवैश्वदेव करना 
चाहिये। पहले अभ्निकार्य करके फिर ब्राह्मणोको तृप्त 
करनेवाला अतिथिय करे! देवताओं और सम्पूर्ण 
प्राणियोंका भाग देकर मनुष्य खर्गलोकको जाता है। 
इसलिये प्रतिदिन पूरा प्रयत्न करके नित्यकमाँका अनुष्ठान 
करना चाहिये। जो स्नान नहीं करता, वह मल भोजन 
करता है। जो जप नहीं करता, वह पीब और रक्तपान 
करता है। जो प्रतिदिन तर्पण नहीं करता, वह पितृघाती 
होता है । देवताओंकी पूजा न करनेपर ब्रह्महत्याके समान 
पाप लगता है। सन्ध्योपासन न करके पापी मनुष्य 
सूर्यकी हत्या करता है। 

नारदजीने पूछा--पिताजी ! ब्राह्मणादि वर्णेकि 


सदाचार और उनके कर्तव्योंका क्रम बतलाइये, साथ ही 
समस्त प्रवृत्तिप्रधान कर्मोंका वर्णन कीजिये। 
ब्रह्माजीने कहा--वत्स ! मनुष्य आचारसे 
आयु, घन तथा स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करता है। आचार 
अशुभ लक्षणोंका निवारण करता है। आचारहीन पुरुष 
संसारमें निन्दित, सदा दुःखका भागी, रोगी और अल्पायु 
होता है । अनाचारी मनुष्यको निश्चय ही नरकमें निवास 
करना पड़ता है तथा आचारसे श्रेष्ठ लोककी प्राप्ति होती 
है; इसलिये तुम आचारका यथार्थरूपमें वर्णन सुनो । 
अतिदिन अपने घरको गोबरसे लीपना चाहिये। 
उसके बाद काठका पीढ़ा, बर्तन और पत्थर धोने 
चाहिये | काँसेका नर्तन राखसे और ताँबा खटाईसे शुद्ध 
होता है। सोने और चाँदी आदिके बर्तन जलमात्रसे 
धोनेपर शुद्ध हो जाते हैं। लोहेका पात्र आगके द्वारा 
तपाने और धोनेसे शुद्ध होता है। अपवित्र भूमि खोदने, 
जलाने, लीपने तथा धोनेसे एवं वर्षासे शुद्ध होती है। 
धातुनिर्मित पात्र, मणिपात्र तथा सब प्रकारके पत्थरसे 
बने हुए पात्रकी भस्म और मृत्तिकीसे शुद्धि बतायी गयी 
है। शय्या, स्त्री, बालक, वर, यज्ञोपवीत और 
कमण्डलु--ये अपने हों तो सदा शुद्ध हैं और दूसरेके 
हों तो कभी शुद्ध नहीं माने जाते । एक वस्त्र धारण करके 
भोजन और खान न करे। दूसरेका उतारा हुआ वरू 
कभी न धारण करे । केशों और दाँतोंकी सफाई सबेरे ही 
करनी चाहिये। गुरुअनोंको नित्यप्रति नमस्कार करना 
नित्यका कर्तव्य होना चाहिये। दोनों हाथ, दोनों पैर और 
मुख--इन पाँचों अङ्गोंको धोकर विद्वान्‌ पुरुष भोजन 
आरम्भ करे। जो इन पाँचोंको धोकर भोजन करता है, 
वह सौ वर्ष जीता है। देवता, गुरु, स्नातक, आचार्य और 
यज्ञमें दीक्षित ब्राह्मणकी छायापर जान-बूझकर पैर नहीं 
रखना चाहिये। गौओकि समुदाय, देवता, ब्राह्मण, घी, 
मधु, चौराहे तथा प्रसिद्ध वनस्पतियोंको अपने दाहिने 
करके चलना चाहिये। गौ-ब्राह्मण, अम्नि-ब्राह्मण, दो 
ब्राह्मण तथा पति-पत्नीके बीचसे होकर नहीं निकलना 
चाहिये! जो ऐसा करता है, वह स्वर्गमे रहता हो तो भी 
नीचे गिर जाता है। जूठे हाथसे अभि, ब्राह्मण, देवता, 


सृष्टिखण्ड ] 


५ द्विजोचित आचार, तर्पण तथा रिष्टाचारका वर्णन + 


१६९ 


शुरु, अपने मस्तक, पुष्पवाले वृक्ष तथा यञ्चोपयोगी 
पेड़का स्पर्श नहीं करना चाहिये। सूर्य, चन्द्रमा और 
नक्षत्र--इन तीन प्रकारके तेजोंको ओर जूठे मुंह कभी 
दृष्टि न डाले। इसी प्रकार ब्राह्मण, गुरु, देवता, राजा, 
श्रेष्ठ संन्यासी, योगी, देवकार्य करनेवाले तथा धर्मका 
उपदेश करनेवाले द्विजकी ओर भी जूठे मुँह दृष्टिपात 
न करे। 
नदियों और समुद्रके किनारे, यज्ञ-सम्बन्धी वृक्षकी 
जड़के पास, नगीचेमें, फुलबारीमें, ब्राह्मणके निवास- 
स्थानपर, गोशालामें तथा साफ-सुथरी सुन्दर सड़कोंपर 
तथा जलमें कभी मल-त्याग न करे । धीर पुरुष अपने 
हाथ, पैर, मुख और केशॉको रूखे न रखे । दाँतोंपर मैल 
न जमने दे। नखको मुँहमें न डाले। रविवार और 
मंगलको तेल न लगाये। अपने शरीर और आसनपर 
ताल न दे। गुरुके साथ एक आसनपर न बैठे। 
शरोत्रियके धनका अपहरण न करे। देवता और गुरुका 
भी धन न ले । राजा, तपस्वी, पङ्गु, अंधे तथा स्त्रीका धन 
भी न ले। ब्राह्मण, गौ, राजा, रोगी भारसे दबा हुआ 
मनुष्य, गर्भिणी खी तथा अत्यन्त दुर्बल पुरुष सामनेसे 
आते हों तो स्वयं किनारे होकर उन्हें जानेके लिये रास्ता 
दे। राजा, ब्राह्मण तथा वैद्यसे झगड़ा न करे । ब्राह्मण 
और गुरु-पल्रीसे दूर ही रहना चाहिये। पतित, कोढ़ी, 
चाण्डाल, गोमास-भक्षी और समाजनहिष्कृतको दूरसे ही 
त्याग दे । जो स्त्री दुष्टा, दुराचारिणी, कलङ्क लगानेवाली, 
सदा ही कलहसे प्रेम करनेवाली, प्रमादिनी, निडर, 
निर्लज्ज, बाहर घूमने-फिरनेवाली, अधिक खर्च 
करनेवाली और सदाचारसे हीन हो, उसको भी दूरसे ही 
त्याग देना चाहिये । 
बुद्धिमान्‌ शिष्यको उचित है कि वह रजस्वत्त्र 
अवस्थामें गुरुपलीको प्रणाम न करे, उसका चरण-स्पर्श 
न करे; यदि उस अवस्थामें भी वह उसे छू ले तो पुनः 
स्नान करनेसे ही उसकी शुद्धि होती है। शिष्य 


गुरु-पल्रीके साथ खेल-कूदमें भी भाग न ले। उसको 


नात अनङ्य सुने; किन्तु उसकी ओर आँख उठाकर देखे 
नहीं । पुत्रवधू, भाईकी स्त्री, अपनी पुत्री, गुरुपली तथा 


अन्य किसी युवती खीकी ओर न तो देखे और न उसका 
स्पर्श करे। उपर्युक्त सियोंकी ओर भौहिं मटकाकर 
देखना, उनसे विवाद करना और अश्‍लील वचन बोलना 
सदा ही त्याज्य है। भूसी, अंगारे, हड्डी, राख, रूई, 
निर्माल्य (देवताको अर्पण की हुई वस्तु), चिताकी 
लकड़ी, चिता तथा गुरुजनोंके झारीरपर कभी पैर न रखे। 
अपवित्र, दूसरेका उच्छिष्ट तथा दूसरेकी रसोई बनानेके 
लिये रखा हुआ अन्न भोजन न करे। धीर पुरुष किसी 
दुष्टके साथ एक क्षण भी न तो ठहरे और न यात्रा ही 
करे। इसी प्रकार उसे दीपककी छायामें तथा बहेड़ेके 
वृक्षके नीचे भी खड़ा नहीं होना चाहिये। 
अपनेसे छोटेको प्रणाम न करे। चाचा और मामा 

आदिके आनेपर उठकर आसन दे और उनके सामने 
हाथ जोड़कर खड़ा रहे । जो तेल लगाये हो [किन्तु स्नान 

न किये हो], जिसके मुँह और हाथ जूठे हों, जो भीगे 
वस्न पहने हो, रोगी हो, समुद्रमें घुसा हो, उद्िप्र हो, भार 
ढो रहा हो, यज्ञ-कार्यमें लिप्त हों, खियेकि साथ क्रीड़ामें 
आसक्त हो, बालकके साथ खेल कर रहा हो तथा 
जिसके हाथोमें फूल और कुरा हों, ऐसे व्यक्तिको प्रणाम 
न करे। मस्तक अथवा कानोंको ढककर, जलमें खड़ा 
होकर, रिंखा खोलकर, पैरॉको बिना घोये अथवा 
दक्षिणाभिमुख होकर आचमन नहीं करना चाहिये। 
'यज्ञोपबीतसे रहित या नग्न होकर, कच्छ खोलकर 
अथवा एक वस्त्र घारण करके आचमन करनेवाला पुरुष 
शुद्ध नहीं होता। पहले तर्जनी, मध्यमा और 
अनामिका--तीन अँगुळियोंसे मुखका स्पर्श करे, फिर 
अंगूठे और तर्जनीके द्वारा नासिकाका, अगूठे और 
अनामिकाके द्वारा दोनों नेत्रोका, कनिष्ठिका और आंगूठेके 
द्वारा दोनों कानोंका, केवल अंगूठेसे नाभिका, करतलसे 
हृदयका, सम्पूर्ण अगुलियोंसे मस्तकका तथा अगुलियोंके 
अग्रभागसे दोनों बाहुओंका स्पर्श करके मनुष्य शुद्ध होता 
है। इस विधिसे आचमन करके मनुष्यको संयमपूर्वक 
रहना चाहिये। ऐसा करनेसे वह सब पापोंसे मुक्त होकर 
अक्षय स्वर्गका उपभोग करता है। भोगे पैर सोना, सुखे 
चैर भोजन करमा और अँधेरेमे शयन तथा भोजन करना 


१७० 


* अर्चयस्व हवोकेश यदीच्छसि परं पदम्‌ « 


&%4५5०%55५४५४५०५७५४५५००७०४५७४७»»35»5:532»% 89% $#&&»&७»»%*४5#४$»%5»०»»४५४७७७७०७५.०००»»४४५४५७४७०५०७७७००७४५७. 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


निषिद्ध है। पश्चिम और दक्षिणकी ओर मुँह करके 
दन्तधावन न करे। उत्तर और पश्चिम दिशाकी ओर 
सिरहाना करके कभी न सोये; क्योंकि इस प्रकार शयन 
करनेसे आयु क्षीण होती है । पूर्व और दक्षिण दिशाकी 
ओर सिरहाना करके सोना उत्तम है। मनुष्यके एक 
बारका भोजन देवताओंका भाग, दूसरी बारका भोजन 
मनुष्योंका, तीसरी बारका भोजन प्रेतों और दैत्यॉका तथा 
चौथी बारका भोजन राक्षसोंका भाग होता है ।* 

जो स्वर्गमें निवास करके इस लोकमें पुनः उत्पन्न 
हुए हैं, उनके हृदयमें नीचे लिखे चार सद्रुण सदा 
मौजूद रहते है--उत्तम दान देना, मीठे वचन बोलना, 
देवताओंका पूजन करना तथा ब्राह्मणोंको संतुष्ट रखना । 


इनके विपरीत कंजूसी, स्वजनोंकी निन्दा, मैले-कुचैले 
वस्त्र पहनना, नीच जनोंके प्रति भक्ति रखना, अत्यन्त 
क्रोध करना और कटुवचन बोलना--ये नरकसे लौटे 
हुए मनुष्योंके चिह्न हैं नवनीतके समान कोमल वाणी 
और करुणासे भरा कोमल हृदय--ये धर्मबीजसे उत्पन्न 
मनुष्योंकी पहचानके चिह्न हैं। दयाशून्य हृदय और 
आरीके समान मर्मस्थानोंको विदीर्ण करनेवाला तीखा 
वचन--ये पापबीजसे पैदा हुए पुरुषोंको पहचाननेके 
लक्षण हैं। जो मनुष्य इस आचार आदिसे युक्त प्रसङ्गको 
सुनता या सुनाता है, वह आचार आदिका फर पाकर 
पापसे शुद्ध हो स्वर्गमे जाता है और वहाँसे भ्रष्ट 
नहीं होता । 


— + 
पितृभक्ति, पातिव्रत्य, समता, अद्रोह और विष्णुभक्तिरूप पाँच 
महायज्ञोंके विषयमें ब्राह्मण नरोत्तमकी कथा 


भीष्मजीने कहा--ब्रह्मनू! जो कर्म सबसे 
अधिक पुण्यजनक हो, जो संसारमें सदा और सबको 
प्रिय जान पड़ता हो तथा पूर्व पुरुषोने जिसका अनुष्ठान 
किया हो, ऐसा कर्म आप अपनी इच्छाके अनुसार 
सोचकर बताइये। 
पुरूस्त्यजी खोले--राजन्‌ ! एक समयको बात 
है, व्यासजीकी शिष्यमण्डलीके समस्त द्विज आदरपूर्वक 
उन्हें प्रणाम करके धर्मकी बात पूछने लगे--ठीक इसी 
"तरह, जैसे तुम मुझसे पूछते हो। 
द्विजोंने पूछा--गुरुदेव ! संसारमें पुण्यसे भी 
पुण्यतम और सब घमॉभें उत्तम कर्म क्या है ? किसका 
अनुष्ठान करके मनुष्य अक्षय पदको प्राप्त करते हँ? 
मर्त्यलोकमें निवास करनेवाले छोटे-बड़े सभी वर्णकि 
लोग जिसका अनुष्ठान कर सकें । 
व्यासजी खोस्के--शिष्यगण ! मैं तुमलोगोंको 


# देबात्रमेकभुक्ते तु द्विभुक्ते स्यात्ररस्थ 


च ।त्रिभुक्त प्रेतदैत्यस्य 


पाँच धरमेकि आख्यान सुनाऊँगा । उन पाँचोंमेंसे एकका 
भी अनुष्ठान करके मनुष्य सुयश, स्वर्ग तथा मोक्ष भी पा 
सकता है। माता-पिताकी पूजा, पतिकी सेवा, सबके 
अति समान भाव, मित्रोंसे द्रोह न करना और भगवान्‌ 
श्रीविष्णुका भजन करना--ये पाँच महायज्ञ हैं। 
ब्राह्मणो ! पहले माता-पिताकी पूजा करके मनुष्य जिस 
धर्मका साधन करता है, वह इस पृथ्वीपर सैकड़ों यज्ञो 
तथा तीर्थयात्रा आदिके द्वारा भी दुर्लभ है । पिता धर्म है, 
पिता स्वर्ग है और पिता ही सर्वोत्कृष्ट तपस्या है। पिताके 
असन्न हो जानेपर सम्पूर्ण देवता प्रसन्न हो जाते हैं। 
जिसकी सेवा और सदुणोसे पिता-माता सन्तुष्ट रहते हैं, 
उस पुत्रको प्रतिदिन गङ्गा्नानका फल मिलता है । माता 
सर्वतीर्थमयी है और पिता सम्पूर्ण देवताओंका स्वरूप है; 
इसलिये सब भ्रकारसे यलपूर्वक माता-पिताका पूजन 
करना चाहिये। जो माता-पिताकी प्रदक्षिणा करता है, 


चतुर्थ कौणपस्य तु॥ 


+ स्वर्गस्थितानामिह जोबलोके चत्वारि तेषां हृदये वसन्ति । दाने प्रशस्तं मधुरा च वाणी देवार्चनं ब्राह्मणतर्पणं च ॥ 
कार्पण्यवृत्ति: स्वजनेषु निन्दा कुचैलता नीचजनेषु भक्ति: । अतीव रोषः कटुका च वाणी नरस्य चिदे नरकागतस्य ॥ 
(४६ | १३१-१३२) 


सृष्टिखण्ड ] 


» पितृभक्ति, पातिव्रत्य, समता, अद्रोह और विष्णुभक्तिरूप पञ्चमहायज्ञ « 


१७९ 


४७७७४४७७७७ ७७७७७७७७७३ ७९६७७७७ ७७७ दका ककी 


उसके द्वारा सातों द्वीपोंसे युक्त समूची पृथ्वीको परिक्रमा 
हो जाती है । माता-पिताको प्रणाम करते समय जिसके 
हाथ, घुटने और मस्तक पृथ्वीपर टिकते है, वह अक्षय 
स्वर्गको प्राप्त होता है।# जबतक माता-पिताके चरणोंको 
रज पुत्रके मस्तक और शरीरमें लगती रहती है, तभीतक 
वह शुद्ध रहता है। जो पुत्र माता-पिताके चरणकमलोंका 
जल पीता है, उसके करोड़ों जन्मोके पाप नष्ट हो जाते 
हैं। वह मनुष्य संसारमें धन्य है। जो नीच पुरुष 
माता-पिताकी आज्ञाका उल्लङ्घन करता है, वह 
महाप्रलयपर्यन्त नरकमें निवास करता है। जो रोगी, 
वृद्ध, जीविकासे रहित, अंधे और बहरे पिताको त्यागकर 
'चला जाता है वह रौरब नरकमें पड़ता है।| इतना ही 
नहीं, उसे अन्त्यजों, म्लेच्छों और चाण्डालॉकी योनिमें 
जन्म लेना पड़ता है। माता-पिताका पालन-पोषण न 
करनेसे समस्त पुण्योंका नाश हो जाता है । माता-पिताकी 
आराधना न करके पुत्र यदि तीर्थ और देवताओंका सेवन 
भी करे तो उसे उसका फल नहीं मिलता। 

ब्राह्मणो ! इस विषयमें मैं एक प्राचीन इतिहास 
कहता हूँ, यत्नपूर्वक उसका श्रवण करो | इसका श्रवण 
करके भूतलपर फिर कभी तुम्हें मोह नहीं व्यापेगा । 

पूर्वकाछकी बात है--नरोत्तम नामसे प्रसिद्ध एक 
ब्राह्मण था। वह अपने माता-पिताका अनादर करके 
तीर्थसेवनके लिये चल दिया। सब तीर्थॉमें घूमते हुए 
उस ब्राह्मणके वस्त्र प्रतिदिन आकाशमेँ ही सूखते थे। 
इससे उसके मनमें बड़ा भारी अहङ्कार हो गया। वह 


+ पित्रोरर्चाथ पत्युश्च साम्य सर्वजनेषु च । मित्राद्रोहो 
आक्‌ पित्रोरर्चया विभा यद्धम॑ साधयेन्नरः । न 


समझने लगा, मेरे समान पुण्यात्मा और महायशस्वी 
दूसरा कोई नहीं है। एक दिन वह मुख ऊपरकी ओर 
करके यही बात कह रहा था, इतनेमें ही एक नगलेने 
उसके मुँहपर बीट कर दी । तब ब्राह्मणने क्रोधमें आकर 


उसे शाप दे दिया | बेचारा बगला राखकी ढेरी होकर 
पृथ्वीपर गिर पड़ा। बगलेकी मृत्यु होते ही नरोत्तमके 
भीतर महामोहने प्रवेश किया । उसी पापसे ब्राह्मणका 
वस्र अन आकारामें नहीं ठहरता था । यह जानकर उसे 
बड़ा खेद हुआ। तदनन्तर आकाशवाणीने कहा-- 


विष्णुभक्तिरते पञ महामखाः ॥ 


तत्क्रतुशतैरव तीर्थयात्रादिभिर्भुखि ॥ 


पिता धर्मः पिता स्वर्ग: पिता हि परमं तपः। पितरि प्रीतिमापन्ने प्रीयन्ते सर्वदेवताः ॥ 

पितरो यस्य तृप्यन्ति सेवया च गुणेन च । तस्य भागीरथीर्रानमहन्यहनि वर्तते ॥ 

सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेवमयः पिता । मातरं पितरं तस्मात्‌ सर्वयलेन पूजयेत्‌ ॥ 

मातरं पितरश्चैव सस्तु कुर्यात्‌ प्रदक्षिणम्‌ । प्रदक्षिणीकृता तेन सप्तद्वीपा बसुन्थरा ॥ 

जानुनी च करौ यस्य पित्रोः प्रणमतः शिरः । निपतन्ति पूथिव्या च सोऽक्षयं लभते दिवम्‌॥ 
(४७ | ७--१३) 

† रोगिणे चापि वृद्धं च. पितरे वृत्तिकर्शितम्‌ । विकलं नेत्रकणीभ्या त्यक्त्वा गच्छेच रौरबम्‌ ॥ 
(४७॥ १९) 


९७२ 


० आर्घयस्क हृषीकेश यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


2७७७७७३४३३ एकेक ७७७७७७७५७७ ७३ ११ ५५५४4५५५५५५४५ ५.५५१ ५४५ ५४४९४ ९.५५४ * #४ ४५४४ &#3*४+&&४»०४७७७७४&&# 


“ब्राह्मण ! तुम परम धर्मात्मा मूक चाण्डाळके पास 
जाओ। वहाँ जानेसे तुम्हें धर्मका ज्ञान होगा। उसका 
बचन तुम्हारे लिये कल्याणकारी होगा ।' 

यह आकाशवाणी सुनकर ब्राह्मण मूक चाण्डालके 
घर गया! यहाँ जाकर उसने देखा, वह चाण्डाल सन 
अकारसे अपने माता-पिताकी सेवामें लगा है। जाड़ेके 


दिनोंमें बह अपने माँ-बापको स्रानके लिये गरम जल 
देता, उनके शरीरमें तेल मलता, तापनेके लिये अंगीठी 
जलाता, भोजनके पश्चात्‌ पान खिलाता और रूईदार 
कपड़े पहननेको देता था। प्रतिदिन मिष्टान्न भोजनके 
लिये परोसता और वसन्त ऋतुमें महुएकी सुगन्धित 
माला पहनाता था। इनके सिवा और भी जो भोग- 
सामग्रियाँ प्राप्त होतो, उन्हें देता और भाँति-भांतिकी 
आवश्यकताएँ पूर्ण किया करतां था ! गर्मीकी मौसिममें 
अतिदिन माता-पिताको पेखा झलता था। इस प्रकार 
नित्यप्रति उनकी परिचर्या करके ही वह भोजन करता 
था । माता-पिताकी थकावट और कष्टका निवारण करना 
उसका सदाका नियम था। इन पुण्यकमेकि कारण 
चाण्डालका घर बिना किसी आधार और खंभेके ही 


आकाशमेँ "स्थित था। उसके अंदर त्रिभुवनके स्वामी 
भगवान्‌ श्रीहरि मनोहर न्राह्मणका रूप धारण किये नित्य 
क्रीड़ा करते थे। वे सत्यस्वरूप परमात्मा अपने महान्‌ 
सत्त्वमय तेजस्वी बिय्हसे उस चाण्डाल-मन्दिरकी शोभा 
बढ़ाते थे। यह सब देखकर ब्राह्मणको बड़ा विस्मय 
हुआ। उसने मूक चाण्डालसे कहा--'तुम मेरै पास 
आओ, मैं तुमसे सम्पूर्ण लोकोकि सनातन हितकी बात 
पूछता हूँ; उसे ठीक-ठीक बताओ ।' 

मूक चाण्डाल खोला--विप्र! इस समय मैं 
माता-पिताकी सेवा कर रहा हूँ, आपके पास कैसे 
आऊँ ? इनकी पूजा करके आपकी आवश्यकता पूर्ण 
करूँगा; तबतक मेरे दरवाजेपर ठहरिये, मैं आपका 
अतिथि-सत्कार करूँगा। 

चाप्डालके इतना कहते ही ब्राह्मण-देवता 
आगबबूला हो गये और बोले--'मुझ ब्राह्मणकी सेवा 
छोड़कर तुम्हारे लिये कौन-सा कार्य बड़ा हो सकता है ।' 

चाण्डाल बोला--बाबा ! क्यों व्यर्थ कोप करते 
हैं, में नगला नहीं हूँ! इस समय आपका क्रोध बगलेपर 
ही सफल हो सकता है, दूसरे किसीपर नहीं। अब 
आपकी धोती न तो आकाइमें सूखती है और न ठहर 
ही पाती है। अतः आकाशवाणी सुनकर आप मेरे घरपर 
आये हैं। थोड़ी देर ठहरिये तो मैं आपके प्रश्नका उत्तर 
दूँगा; अन्यथा पतिन्रता स््रीक पास जाइये ! दविजश्रेष्ठ ! 
पतिव्रता रोका दर्शन करनेपर आपका अभीष्ट 
सिद्ध होगा। 

व्यासजी कहते हैं-तदनन्तर, चाष्डालके घरसे 
ज्ञाह्मणरूपधारी भगवान्‌ श्रीविष्णुने निकलकर उस 
द्विजसे कहा--'चलो, मैं पतिन्नता देवीके घर चलता 
हूँ।' द्विजश्रेष्ठ नरोत्तम कुछ सोचकर उनके साथ चल 
दिया । उसके मनमें बड़ा विस्मय हो रहा था। उसने 
रास्तेमें भगवान्से पूछा--'विप्रवर! आप इस 
चाण्डालके घरमें जहाँ खियाँ रहती हैं, किसलिये निवास 
करते हैं ?' 

आहाणरूपघारी भगवानले कहा- विप्रवर ! 
इस समय तुम्हारा हृदय शुद्ध नहीं है; पहले पतिब्रता 


सृष्टिखण्ड ] 


» पितृभक्ति, पातिब्रत्य, समता, अद्रोह और विष्णुभक्तिरूप पञ्चमहायज्ञ + 


१७३ 


आदिका दर्शन करो, उसके बाद मुझे ठीक-ठीक 
जान सकोगे। 

ब्राह्मणने पूछा--तात ! पतिन्रता कौन है? 
उसका शास्त्र-ज्ञान कितना बड़ा है? जिस कारण मै 
उसके पास जा रहा हूँ, बह भी मुझे बतलाइये। 

श्रीभगवान्‌ बोले--ब्रह्मन्‌ ! नदियोंमें गङ्गाजी, 
रित्रथोमें पतित्रता और देवताओंमें भगवान्‌ श्रीविष्णु श्रेष्ठ 
हैं। जो पतिव्रता नारी प्रतिदिन अपने पतिके हितसाधनमें 
लगी रहती है, वह अपने पितृकुल और पतिकुल दोनों 
कुलॉकी सौ-सौ पीढ़ियोंका उद्धार कर देती है।* 

ग्राह्मणने पूछा--ह्रिजश्रेष्ठ ! कौन स्त्री पतित्रता 
होती है? पतिन्नताका क्या लक्षण है? मैं जिस प्रकार 
इस बातको ठीक-ठीक समझ सकूँ, उस प्रकार उपदेश 
कीजिये । 

श्रीभगखान्‌ बोले---जो स्त्री पुत्रकी अपेक्षा सौ- 
गुने स्नेहसे पतिकी आराधना करती है, राजाके समान 
उसका भय मानती है और पतिको भगवानका स्वरूप 
समझती है, वह पतिव्रता है । जो गृहकार्य करनेमें दासी, 
रमणकालमें वेशया तथा भोजनके समय माताके समान 
आचरण करती है और जो विपत्तिमें स्वामीको नेक 
सलाह देकर मन्त्रीका काम करती है, वह स्त्री पतिव्रता 
आनी गयी है। जो भन, बाणी, शरीर और क्रियाद्वारा 
कभी पतिकी आज्ञाका उल्लङ्घन नहीं करती तथा हमेशा 
पतिके भोजन कर ऊेनेपर ही भोजन करती है, उस स्त्रीको 
पतिव्रता समझना चाहिये । जिस-जिस शाय्यापर पति 
शयन करते हैं वहाँ-वहाँ जो प्रतिदिन यल्लपूर्वक उनकी 
पूजा करती है, पतिके प्रति कभी जिसके मनमें डाह नहीं 
चैदा होती, कृपणता नहीं आती और जो मान भी नहीं 
करती, पतिकी ओरसे आदर मिले या अनादर--दोनोमें 
जिसकी समान बुद्धि रहती है, ऐसी स्त्रीको पतिन्रता 


देखकर उसे भ्राता, पिता अथवा पुत्र मानती है, वह भी 
पतिव्रता है।† द्विजश्रेष्ठ ! तुम उस पतित्रताक पास 
जाओ और उसे अपना मनोरथ कह सुनाओ । उसका 
नाम शुभा है। बह रूपवती युवती है, उसके हृदयमें दया 
भरी है । वह बड़ी यशस्विनो है। उसके पास जाकर तुम 
अपने हिंतकी बात पूछो । 

व्यासजी कहते हैं--यों कहकर भगवान्‌ जहाँ 
अन्तर्धान हो गये | उन्हें अदूइय होते देख ग्रहणको 
बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पतिव्रताके घर जाकर उसके 
विषयमे पूछा । अतिथिकी बोली सुनकर पतिव्रता स्त्री 
चेगपूर्वक घरसे निकली और ब्राह्मणको आया देख 
दरवाजेपर खड़ी हो गयी! ब्राह्मणने उसे देखकर 


अरसन्नतापूर्वक उससे कहा- “देवि ! तुमने जैसा देखा 
और समझा है, उसके अनुसार स्वयं ही सोचकर मेरे 


कहते हैं। जो साध्वी स्त्री सुन्दर वेषधारी परपुरुषको लिये प्रिय और हितकी बात बताओ ।' 


*पततित्रता च या नारी पत्युर्तित्यं हिते रता । कुलद्वयस्य पुरुषानुद्धरेत्सा शर्त शतम्‌ ॥ (४७॥ ५१) 


तै पुत्ाच्छतगुणं ख्रेहाद्राजानै च भयादथ । आराधयेत्‌ पि शौरि या पर्येत्‌ सा पतिम्ता ॥ 
कार्ये दासी स्तौ वेश्या भोजने जननीसमा । विपत्सु मन्त्रिणी भर्तुः सा च भार्या पतिव्रता ॥ 


९२७४ 


७०१:९२५०७००००७००००००००००००:५० 


+ अर्चयस्व हवीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


पतिव्रता बोली--ब्रत्मन्‌! इस समय मुझे 
पतिदेनकी पूजा करनी है, अतः अवकाश नहीं है; 
इसलिये आपका कार्य पीछे करूँगी। इस समय मेरा 
आतिथ्य अहण कीजिये । 
ब्राह्मण खोला--कल्याणी ! मेरे झारीरमें इस 
समय भूख, प्यास और थकावट नहीं है । मुझे अभीष्ट 
जात बताओ, नहीं तो तुम्हें शाप दे दूँगा । 
तब उस पतिव्रताने भी कहा--'ट्विजश्रेष्ठ ! मैं 
बगला नहीं हूँ, आप धर्म-तुलाधारके पास जाइये और 
उन्हींसे अपने हितकी बात पूछिये।' यों कहकर बह 
महाभागा पतिव्रता घरके भीतर चली गयी । तब ब्राह्मणने 
चाण्डाळके घरकी भाँति वहाँ भी विभ्रूपधारी 
भगवानको उपस्थित देखा। उन्हें देखकर वह बड़े 
विस्मयमें पड़ा और कुछ सोच-बिचारकर उनके समीप 
गया । घरमें जानेपर उसे हर्षमें भरे हुए ब्राह्मण और उस 
पतिप्रताके भी दर्शन हुए। उन्हें देखकर नरोत्तम ब्राह्मणने 
कहा--'तात ! देशान्तरमें जो घटना घटी थी, उसे इस 
पतिन्नता देवीने भी नता दिया और चाण्डालने तो नताया 
ही था। ये लोग उस घटनाको कैसे जानते हैं? इस 
बातको लेकर मुझे बड़ा विस्मय हो रहा है! इससे 
बढ़कर महान्‌ आश्चर्य और क्या हो सकता है। 
भगवान्‌ खोले--तात ! महात्मा पुरुष अत्यन्त 
पुण्य और सदाचारके बलपर सबका कारण जान लेते हैं, 
जिससे तुम्हें विस्मय हुआ है । मुने ! बताओ, इस समय 
उस पतिन्रताने तुमसे क्या कहा है? 
ज्राह्मणने कहा--वह तो मुझे घर्म-तुलाघारसे 
प्रश्न करनेके लिये उपदेश देती है। 
श्रीभगवान्‌ बोले- -'मुनिश्रेष्ठ ! आओ, मैं उसके 
पास चलता हूँ ।' यों कहकर भगवान्‌ जब चलने लगे, तब 


ब्राह्मणने पूछा--'तुलाधार कहाँ रहता है ?' 

श्रीभगवानने कहा- जहाँ मनुष्योंकी भीड़ 
एकत्रित है और नाना प्रकारके द्रच्योकी बिक्री हो रही है, 
उस बाजारमें तुलाधार वैश्य इधर-उधर क्रय-विक्रय 
करता है । उसने कभी मन, वाणी या क्रियाद्वारा किसीका 
कुछ बिगाड़ नहीं किया, असत्य नहीं बोला और दुष्टता 
नहीं की। वह सब लोगोंके हितमें तत्पर रहता है। सब 
आणियोंमें समान भाव रखता तथा ढेले, पत्थर और 
सुवर्णको समान समझता है । लोग जौ, नमक, तेल, घी, 
आनाजकी ढेरियाँ तथा अन्यान्य संगृहीत वस्तु. उसकी 
जबानपर ही लेते-देते हैं। बह प्राणान्त उपस्थित होमेपर 
भी सत्य छोड़कर कभी झूठ नहों बोलता। इसीसे वह 
धर्म-तुलाधार कहलाता है। 

औभगवानके यों कहनेपर ब्राह्मणने नाना प्रकारके 
रसोंको बेचते हुए तुलाधारको देखा! वह बिक्रीकी 
वस्तुओँके सम्बन्धमें बातें कर रहा था । बहुत-से पुरुष 
और स्त्रिया उसे चारों ओरसे घेरकर खड़ी थीं । नाह्मणको 
उपस्थित देख तुलाधारने मधुर वाणीमें पूछा-- 

“ब्रह्मन्‌ ! यहाँ कैसे पधारना हुआ ?' 

ब्राह्मणने कहा--मुझे धर्मका उपदेश करो, मै 
इसीलिये तुम्हारे पास आया हूँ। 

तुलाधार बोला--बिप्रवर ! जबतक लोग मेरे 
पास रहेंगे, तबतक मैं निश्चिन्त नहीं हो सकूँगा । पहरभर 
राततक यही हालत रहेगी। अतः आप मेरा उपदेश 
मानकर धर्माकरके पांस जाइये | बगलेकी मृत्युसे होने- 
वाला दोष और आकाइामें धोती सुखानेका रहस्थ--ये 
सभी बातें आगे आपको मालूम हो जायँगी । धर्माकरका 
नाम अद्रोहक है । वे बड़े सजन हैं । उनके पास जाइये । 
वहाँ उनके उपदेशसे आपकी कामना सफल होगी । 


र 


भर्तुग़ज्ञो न लक्षेच्या मनोवाक्कायकर्मभिः । भुक्ते पतौ सदा चात्ति सा च भार्या पतित्रता ॥ 
यस्यां यस्यां तु शथ्यायौ पतिस्स्वपिति यत्रतः |तत्र तत्र च सा भर्तुरची करोति नित्यशः ॥ 
मैन मत्सरतो याति न कार्पण्यं न मानिनी । मानेञ्माने समानत्वै या पश्येत्‌ सा पतित्रता ॥ 
सुवेषं या नरे दृष्टा आतरं पितरे सुतम्‌) मन्यते च परं साध्वी सा च भार्या पतित्रता ॥ 


(४७॥ ५५--६०) 


सृष्टिजण्ड है| 


» पितृभक्ति, पात्तित्रत्य, समता, अद्रोह और विच्णुभक्तिरूप पञ्चमहायज्ञ + 


१७५ 


यों कहकर तुलाधार खरीद-बिक्रीमे लग गया । 
नरोत्तमने विप्ररूपधारी भगवान्‌से पूछा--'तात ! अब 
मैं तुलाधारके कथनानुसार सज्जन अद्रोहकके पास 
जाऊँगा। परन्तु मैं उनका घर नहीं जानता ।' 

श्रीभगखान्‌ बोळे--चलो, मै तुम्हारे साथ उनके 
घर चळूगा । 

तदनन्तर मार्गमें जाते हुए भगवानसे ब्राह्मणने 
पूछा--'तात ! तुलाधार न तो देवताओं एवं ऋषियोंका 
और न पितरोंका ही तर्पण करता है । फिर देशान्तरमें 
संघटित हुए मेरे वृत्तान्तको वह कैसे जानता है ? इससे 
मुझे बड़ा विस्मय होता है । आप इसका सब कारण 
बताइये । 

श्रीभगवान्‌ बोळे--ब्रह्मन्‌ ! उसने सत्य और 
समतासे तीनों लोकोंको जीत लिया है; इसीसे उसके 
ऊपर पितर, देवता तथा मुनि भी सन्तुष्ट रहते हैं। 
धर्मात्मा तुलाधार उपर्युक्त गुणोंक कारण ही भूत और 
भविष्यकी सब बातें जानता है । सत्यसे बढ़कर कोई धर्म 
और झूठसे बड़ा दूसरा कोई पाप नहीं है ।* जो पुरुष 
पापसे रहित और समभावमें स्थित है, जिसका चित्त 
शत्रु, मित्र और उदासीनके प्रति समान है, उसके सब 
पार्पॉका नाश हो जाता है और वह भगवान्‌ श्रीविष्णुके 
सायुज्यको प्राप्त होता है। समता धर्म और समता ही 
उत्कृष्ट तपस्या है। जिसके हृदयमें सदा समता विराजती 
है, वही पुरुष सम्पूर्ण लोकोंमे श्रेष्ठ, योगियोमें गणना 
करनेके योग्य और निर्लोभ होता है । जो सदा इसी प्रकार 
समतापूर्ण बर्ताव करता है, वह अपनी अनेकों 
पीढ़ियोंका उद्धार कर देता है। उस पुरुषमें सत्य, 
इन्द्रिय-संयम; मनोनिग्रह, धीरता, स्थिरता, निर्लोभता 
और आलस्यहीनता--ये सभी गुण प्रतिष्ठित होते हैं। 
समताके प्रभावसे धर्मज्ञ पुरुष देवलोक और मनुष्य- 
'लोकके सम्पूर्ण वृत्ान्तोंको जान लेता है । उसकी देहके 


भीतर भगवान्‌ श्रीविष्णु विराजमान रहते हैं । सत्य और 
सरलता आदि गुणोंमें उसकी समानता करनेवाला इस 
संसारमें दूसरा कोई नहीं होता । वह साक्षात्‌ धर्मका 
स्वरूप होता है और वही इस जगत्‌को धारण करता है। 

ब्राह्मणने कहा--विप्रवर ! आपकी कृपासे मुझे 
तुलाधारके सर्वज्ञ होनेका कारण ज्ञात हो गया; अब 
अद्रोहकका जो वृत्तान्त हो, यह मुझे बताइये। 

श्रीभगवान्‌ खोले--विभ्रवर ! पूर्वकालकी बात 
है, एक राजपुत्रकी कुलवती स्त्री बडी सुन्दरी और नयी 
अवस्थाकी थी। वह कामदेवकी पत्नी रति और इन्द्रकी 
पत्री शचीके समान मनको हरनेवाली थी । राजकुमार 
डसे अपने प्राणेकि समान प्यार करते थे। उस सुन्दरी 
भार्याका नाम भी सुन्दरी ही था । एक दिन राजकुमारको 
राजकार्यके लिये ही अकस्मात्‌ बाहर जानेके लिये उद्यत 
होना पड़ा । उन्होंने मन-ही-मन सोचा--'मैं प्राणोसे भी 
बढ़कर प्यारी अपनी इस भार्याको किस स्थानपर रख, 
जिससे इसके सतीत्वकी रक्षा निश्चितरूपसे हो सके ।' 
इस बातपर खूब बिचार करके राजकुमार सहसा 
अद्रोहकके धरपर आये और उनसे अपनी पत्नीकी 
रक्षाका प्रस्ताव करने लगे! उनकी बात सुनकर 
अद्रोहकको बड़ा विस्मय हुआ। वे बोले--'तात ! न 
तो मैं आपका पिता हूँ, न भाई हूँ, न बान्धव हूँ, न 
आपकी पल्लीके पिता-माताके कुलका ही; तथा 
सुहदोमेंसे भी कोई नहीं हूँ, फिर मेरे घरमें इसको रखनेसे 
आप किस प्रकार निश्चिन्त हो सकेंगे ?' 

राजकुमार बोले--महात्मन्‌! इस संसारमें 
आपके समान धर्मज्ञ और जितेन्द्रिय पुरुष दूसस कोई 
नहीं है। 

यह सुनकर अद्रोहकने उस विज्ञ राजकुमारसे 
'कहा--'भैया ! मुझे दोष न देना । इस त्रिभुवन-मोहिनी 
भार्याको रक्षा करनेमें कौन पुरुष समर्थ हो सकता है ।' 


*सत्येन समभावेन जितं तेन जगत्त्रयम्‌। तेनातृप्यन्त पितरो देवा मुनिगणैः सह॥ 
भूतभव्यञनृत्तं च तेन जानाति धार्मिकः। नास्ति सत्यात्परो धमो नानृतात्पातकं परम्‌॥ 


(४७॥ ९२-९३) 


१७६ 


* अर्चयस्व हषीकेश यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


३५८३४५५५७५ ७१११७७७५७७ ७७६७७७७७७७ ७७ 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


राजपुत्रने कहा--मैं सब बातोंका भलीभाँति 
विचार करके ही आपके पास आया हूँ। यह आपके 
घरमें रहे, अब मैं जाता हूँ। 
राजकुमारके यों कहनेपर वे फिर बोले--“भैया ! 
इस शोभासम्पन्न नगरमें बहुतेरे कामी पुरुष भरे पडे हैं। 
यहाँ किसी स्त्रीके सतीत्वकी रक्षा कैसे हो सकती है ।' 
राजकुमार पुनः बोले- 'जैसे भी हो, रक्षा कीजिये। मैं 
तो अब जाता हूँ।' गृहस्थ अद्रोहकने धर्मसंकटमें पड़कर 
'कहा--'तात ! मैं उचित और हितकारी समझकर इसके 
साथ सदा अनुचित बर्ताव करूँगा और उसी अवस्थामें 
ऐसी स्त्री सदा मेरे घरमें सुरक्षित रह सकती है । अन्यथा 
इस अरक्ष्य वस्तुकी रक्षाके लिये आप ही कोई अनुकूल 
और प्रिय उपाय बतलाइये । इसे मेरी शय्यापर मेरे एक 
ओर मेरी स्त्रीके साथ शयन करना होगा । फिर भी यदि 
आप इसे अपनी वल्लभा समझें, तन तो यह रह सकती 
है; नहीं तो यहाँसे चली जाय।' 
यह सुनकर राजकुमारने एक क्षणतक कुछ विचार 
किया; फिर बोले--“तात ! मुझे आपकी बात स्वीकार 
है। आपको जो अनुकूल जान पड़े, वही कीजिये ।' ऐसा 
कहकर राजकुमार अपनी पत्नीसे बोले--'सुन्दरी ! तुम 
इनके कथनानुसार सब कार्य करना, तुमपर कोई दोष नहीं 
आयेगा । इसके लिये मेरी आशा है ।' यों कहकर वे अपने 
पिता भहाराजके आदेशसे गन्तव्य स्थानको चले गये। 
तदनन्तर रातमें अद्रोहकने जैसा कहा था, वैसा ही किया । 
वे धर्मात्मा नित्यप्रति दोनों खियेकि बीचमें रायन करते 
थे। फिर भी वे अपनी और परायी स्त्रीके विषयमें कभी 
धर्मसे विचलित नहीं होते थे। अपनी स्त्रीके स्पर्शसे ही 
उनके मनमें कामोपभोगकी इच्छा होती थी। इधर 
राजकुमारकी स्बीके स्तन भी बार-बार उनकी पीठमें लग 
जाते थे; किन्तु उसका उनके अति वैसा ही भाव होता था, 
जैसा बाळक पुत्रका माताके स्तनोंके प्रति होता हे । वे 
अतिदिन उसके प्रति मातृभावको ही दुढ़ रखते थे । क्रमशः 
उनके हृदयसे ख्री-संभोगकी इच्छा ही जाती रही । इस 
प्रकार छः मास व्यतीत होनेपर राजकुमारीके पति 
अद्रोहकके नगरमें आये । उन्होंने लोगोंसे अद्रोहक तथा 


अपनी स्त्रीके बर्तावके सम्बन्धमें पूछा। लोगॉने भी 
अपनी-अपनी रुचिके अनुसार उत्तर दिया। कोई 
राजकुमारके प्रबन्धको उत्तम बताते थे। कुछ नौजनान 
उनकी बात सुनकर आश्चर्यमें पड़ जाते थे और कुछ लोग 
इस प्रकार उत्तर देते थे--'भाई ! तुमने अपनी स्त्री उसे 
सौंप दी है और वह उसीके साथ शयन करता है। खरी 
और पुरुषमें एकत्र संसर्ग होनेपर दोनेकि मन शान्त कैसे 
रह सकते हैं।' आद्रोहकने अपने धर्मायरणके बलसे 
'लोगॉकी कुत्सित चर्चा सुन ली। तब उनके मनमें 
लोकनिन्दासे मुक्त होनेका शुभ संकल्प प्रकट हुआ। 
उन्होंने स्वयं लकड़ी एकत्रित करके एक बहुत बड़ी चिता 
बनायी और उसमें आग लगा दी । चिता प्रज्वलित हो 
उठी | इसी समय प्रतापी राजकुमार अद्रोहकके घर आ 
पहुँचे । वहाँ उन्होंने अद्रोहक तथा अपनी पत्नीको भी 
देखा! पत्नीका मुख प्रसन्नतासे खिला हुआ था और 
अद्रोहक अत्यन्त विषादयुक्त थे । उन दोनॉकी मानसिक 
स्थिति जानकर राजकुमारने कहा--'भाई ! मैं आपका 
मित्र हूँ और बहुत दिनोंके बाद यहाँ लौटा हूँ । आप मुझसे 
बातचीत क्यों नहीं करते ?' 


सृष्टिखण्ड ] 


+ पितृभक्ति, पातिव्रत्य, समता, अद्रोह और विष्णुभक्तिरूप पञ्चमहायज्ञ + 


३७७ 


अद्रोहकने कहा--मित्र ! मैंने आपके हितके 
लिये जो दुष्कर कर्म किया है, वह लोक-निन्दाके कारण 
व्यर्थ-सा हो गया है। अतः अब मैं अग्निमें प्रवेश 
करूँगा । सम्पूर्ण देवता और मनुष्य मेरे इस कार्यको देखें । 
श्रीभगवान्‌ कहते हैं--ऐसा कहकर महाभाग 
अद्रोहक अभ्निमें प्रवेश कर गये। किन्तु अग्नि उनके 
शरीर, वस्न और केशॉको जला नहीं सका। आकारामें 
खड़े समस्त देवता प्रसन्न होकर उन्हें साधुवाद देने लगे । 
सबने चारों ओरसे उनके मस्तकपर फूलोंकी वर्षा की । 
जिन-जिन लोगेनि राजकुमारकी पत्नी और अद्रोहकके 
सम्बन्धमें कलडूपूर्ण नात कही थी, उनके मुँहपर नाना 
प्रकारकी कोढ़ हो गयी । देवताओंने वहाँ उपस्थित हो 
अद्रोहकको आगसे खींचकर बाहर निकाला और 
प्रसन्नतापूर्वक दिव्य पुष्पोंसे उनका पूजन किया। उनका 
चरित्र सुनकर मुनियोंको भी बड़ा विस्मय हुआ | समस्त 
मुनिवरो तथा विभिन्न वर्णेकि मनुष्योंने उन महातेजस्वी 
महात्माका पूजन किया और उन्होंने भी सबका विशेष 
आदर किया। उस समय देवताओं, असुरों और 
मनुष्येनि मिलकर उनका नाम सज्जनाद्रोहक रखा । उनके 
'चरणोंकी धूरिसे पवित्र हुई भूमिके ऊपर खेतीकी उपज 
अधिक होने लगी। देवताओंने राजकुमारसे कहा-- 
“तुम अपनी इस स्त्रीको स्वीकार करो । इन अद्रोहकके 
समान कोई मनुष्य इस संसारमें नहीं हुआ है । इस समय 
इस पृथ्वीपर दूसण कोई ऐसा पुरुष नहीं है, जिसे काम 
और लोभने परास्त न किया हो । देवता, असुर, मनुष्य, 
राक्षस, मृग, पक्षी और कीट आदि सम्पूर्ण प्राणियोकि 
लिये यह काम दुर्जय है। काम, लोभ और क्रोधके 
कारण ही प्राणियोंको सदा जन्म लेना पड़ता है । काम ही 
संसार-बन्धनमें डालनेबाला है। प्रायः कहीं भी 
कामरहित पुरुषका मिळना कठिन है। इन अद्रोहकने 
सबको जीत लिया है; चौदहों भुबनोंपर विजय प्राप्त की 
है। इनके हृदयमें भगवान्‌ श्रीवासुदे् बडी प्रसन्नताके 
साथ नित्य विराजमान रहते हैं। इनका स्पर्श और दर्शन 
करके मनुष्य सन पार्पोसे मुक्त हो जाते हैं और निष्पाप 
होकर अक्षय स्वर्ग प्राप्त करते हैं।' 


यों कहकर देवता विमानोंपर बैठ आनन्दपूर्वक 
खर्गलोकको पधारे। मनुष्य भी सन्तुष्ट होकर अपने- 
अपने स्थानको चल दिये तथा वे दोनों स्री-पुरुष भी 
अपने रजमहलको चले गये । तबसे अद्रोहकको दिव्य 
दृष्टि प्राप्त हो गयी है। वे देवताओंको भी देखते हैं और 
तीनों लोकोंकी बातें अनायास ही जान लेते हैं । 

व्यासजी कहते हैं-तदनन्तर अद्रोहककी 
गलीमें जाकर ट्विजने उनका दर्शन किया और बड़ी 
प्रसन्नताके साथ उनसे घर्ममय उपदेशा तथा हितकी 
बातें पूछीं । 

सञ्जनाद्रोहकने कहा--धर्मज्ञ भ्राह्मण ! आप 
पुरुषोमें श्रेष्ठ वैष्णवके पास जाइये । उनका दर्शन करनेसे 
इस समय आपका मनोरथ सफल होगा । नगलेकी मृत्यु 
तथा आकाइमें वके न सूखने आदिका कारण आपको 
विदित हो जायगा! इसके सिवा आपके हृदयमें और भी 
जो-जो कामनाएँ हैं, उनकी भी पूर्ति हो जायगी । 

यह सुनकर वह ब्राह्मण द्विजरूपधारी भगवानके 
साथ प्रसन्नतापूर्वक वैष्णवके यहाँ आया । वहाँ पहुँचकर 
उसने सामने बैठे हुए शुद्ध हदयवारे एक तेजस्वी 
पुरुषको देखा, जो समस्त शुद्ध लक्षणोंसे सम्पन्न एवै 
अपने तेजसे देदीप्यमान थे । धर्मात्मा द्विजने ध्यानम 
हरिभक्तसे कहा--'महात्मन्‌। मैं बहुत दूरसे आपके 
पास आया हूँ। मेरै लिये जो-जो कर्तव्य उचित हो, 
उसका उपदेश कीजिये !' 

वैष्णवने कहा--देवताओंमें श्रेष्ठ भगवान्‌ 
श्रीविष्णु तुमपर प्रसन्न हैं । इस समय तुम्हें देखकर मेण 
हृदय उल्लसित-सा हो रहा है । अतः तुम्हें अनुपम 
कल्याणकी प्राप्ति होगी । आज तुम्हार मनोरथ सफल 
होगा । मेरे घरमें भगवान्‌ श्रीविष्णु विराजमान हैं। 

चैष्णवके यों कहनेपर ब्राह्मणने पुनः उनसे 
कहा--'भगवान्‌ श्रीविष्णु कहाँ हैं, आज कृपा करके 
मुझे उनका दर्शन कराइये।' 

वैष्णबने कहा- इस सुन्दर देवारूयमें प्रवेश 
करके तुम परमेश्वरका दर्शन करो। ऐसा करनेसे तुम्हें 
जन्म और मृत्युके बन्धनमें डाळनेवारू घोर पापसे 


१७८ 


= अर्चयस्व हषीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


$444१३७५७४३४४०५७५ ७०१०४४४३७५ ७५७४७७७७७७ ७३७७०७७७७७ ७३७७७७७७७७ ७७ ७७७७७७७ ७७७७७७५ Nn# Aha ८. 


( संक्षिप्त पद्यपुराण 


छुटकारा मिल जायगा। 
उनकी नात सुनकर जब ब्राह्मणने देवमन्दिरमें 
अनेश किया तो देखा--वे ही विप्ररूपधारी भगवान्‌ 
कमलके आसनपर विराजमान हैं। ज्राह्मणने मस्तक 
झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और बड़ी प्रसन्नताके साथ 
उनके दोनों चरण पकड़कर कहा--'देवेश्वर ! अब 
मुझपर प्रसन्न होइये । मैंने पहले आपको नहीं पहचाना 
था। प्रभो ! इस लोक और परलोकमें भी मैं आपका 
किङ्कर बना रहूँ। मधुसूदन ! मुझे अपने ऊपर आपका 
प्रत्यक्ष अनुग्रह दिखायी दिया है। यदि मुझपर कृपा हो 
तो मैं आपका साक्षात्‌ स्वरूप देखना चाहता हूँ।' 
भगवान्‌ श्रीविष्णु बोले भूदेव ! तुम्हारे ऊपर 
मेण प्रेम सदा ही बना रहता है । मैंने स्लेहवश ही तुम्हें 
पुण्यात्मा महापुरुषोंका दर्शन कराया है। पुण्यवान्‌ 
महात्माओंके एक बार भी दर्शन, स्पर्श, ध्यान एवं 
नामोचारण करनेसे तथा उनके साथ वार्तालाप करनेसे 
मनुष्य अक्षय स्वर्गका सुख भोगता है। महापुरुषोंका 
नित्य सङ्ग करनेसे सब पापोंका नाश हो जाता है तथा 
मनुष्य अनन्त सुख भोगकर मेरै स्वरूपमें लीन होता 
है।* जो मनुष्य पुण्य-तोर्थो्ें ज्ञान करके शङ्करजी तथा 
पुण्यात्मा पुरुषोंके आश्रमका दर्शन करता है, वह भी मेरे 
शरीरमें लीन हो जाता है। एकादशी तिथिको--जो मेरा 
ही दिन (हरिवासर) है--उपवास करके जो लोगोंके 
सामने पुण्यमयी कथा कहता है, वह भी मेरे स्वरूपमें 
लीन हो जाता है। मेरे चरित्रका श्रवण करते हुए जो 
रात्रिमें जागता है, उसका भी मेरे शरीरमें लय होता है। 
विप्रवर ! जो प्रतिदिन ऊँचे स्वरसे गीत गाते और बाजा 
बजाते हुए मेरे नामोंका स्मरण करता है, उसका भी मेरी 
देहमें ल्य होता है। जिसका मन तपस्वी, राजा और 
गुरुजनोंसे कभी द्रोह नहीं करता, वह भी मेरे स्वरूपमें 


लीन होता है। तुम मेरे भक्त और तीर्थस्वरूप हो; किन्तु 
तुमने बगलेको मृत्युके लिये जो शाप दिया था, उसके 
दोषसे छुटकारा दिलानेके लिये मैने ही वहाँ उपस्थित 
होकर कहा कि 'तुम पुण्यवानोंमें श्रेष्ठ और तीर्थस्वरूप 
महात्मा मूक चाण्डालके पास जाओ।' तात! उस 
महात्माका दर्शन करके तुमने देखा ही था कि वह किस 
अकार आपने माता-पिताका पूजन करता था। उन सभी 
महात्माओके दर्शनसे, उनके साथ वार्तालाप करनेसे 
और मेरा सम्पर्क होनेसे आज तुम मेरे मन्दिरमे आये हो । 
करोड़ों जन्मोंके बाद जिसके पापॉंका क्षय होता है, वह 
धर्मज्ञ पुरुष मेरा दर्शन करता है, जिससे उसे प्रसन्नता 
आप्त होती है । वत्स ! मेरे ही अनुग्रहसे तुमको मेरा दर्शन 
हुआ है। इसलिये तुम्हारे मनमें जो इच्छा हो, उसके 
अनुसार मुझसे वरदान माँग लो। 

ब्राह्मण बोला--नाथ ! मेरा मन सर्वथा आपके 
ही ध्यानमें स्थित रहे, सम्पूर्ण लोकोंके स्वामी माधव ! 
आपके सिवा कोई भी दूसरी वस्तु मुझे कभी प्रिय 
न लगे। 

श्रीभगवानने कहा--निष्पाप ब्राह्मण ! तुम्हारी 
बुद्धिमें सदा ऐसा उत्तम विचार जाग्रत्‌ रहता है; इसलिये 
तुम मेरे धाममें आकर मेरे ही समान दिव्य भोगॉका 
उपभोग करोगे । किन्तु तुम्हारे माता-पिता तुमसे आदर 
नहीं पा रहे हैं; आतः पहले माता-पिताकी पूजा करो, 
इसके बाद मेरे स्वरूपको प्राप्त हो सकोगे ! उनके 
दुःखपूर्ण उच्छास और क्रोधसे तुम्हारी तपस्या प्रतिदिन 
नष्ट हो रही है। जिस पुत्रके ऊपर सदा ही माता-पिताका 
कोप रहता है, उसको नरकमें पड़नेसे मै, ब्रह्मा तथा 
महादेवजी भी नहीं रोक सकते†। इसलिये तुम 
माता-पिताके पास जाओ और यलपूर्वक उनकी पूजा 
करो । फिर उन्होंकी कृपासे तुम मेरे पदको प्राप्त होगे । 


ॐ दर्शनासस्पर्वानाद्धधानाल्कीर्तनाद्धावणासथा 


॥ सकृत्पुण्यबतामेत स्वर्ग चाक्षयमश्ुते ॥ 


नित्यमेच तु संसर्गात्‌ सर्वपापक्षयो भवेत्‌। भुक्त्वा सुखमनन्तं च मद्देहे प्रविलीयते ॥ 


(४७। १६२-६३) 


न मन्युर्निपतिते यस्मिन्‌ पुने पित्रोश्च नित्यशः ।तन्निरयं न आधेऽहं न घाता न च राङ्क ॥ 


(४७ | १७८) 


सृष्टिखण्ड ] 


* पितृभक्ति, पातित्रत्य, समता, अद्रोह और विष्णुभक्तिरूप पञ्चमहायज्ञ + 


१७९ 


ख्यासजी कहते हैं--जगदुरु भगवानके ऐसा 
कहनेपर द्विजश्रेष्ठ नरोत्तमने फिर इस प्रकार कहा-- 
“नाथ! यदि आप मुझपर प्रसन्न हैं तो मुझे अपने 
स्वरूपका दर्शन कराइये ।' तब सम्पूर्ण लोकोँके एकमात्र 
कर्ता एवं ब्राह्मण-हितैषी भगवानने नरोत्तमके प्रेमसे प्रसन्न 
होकर उस पुण्यकर्मा ब्राह्मणको शङ्क, चक्र, गदा और पद्म 
धारण किये अपने पुरुषोत्तम रूपका दर्शन कराया । उनके 
तेजसे सम्पूर्ण जगत्‌ व्याप्त हो रहा था। ब्राह्मणने 


दण्डकी भाँति धरतीपर गिरकर भगवानको प्रणाम किया 
और कहा--'जगदीश्वर ! आज मेरा जन्म सफल हुआ; 
आज मेरे नेत्र कल्याणमय हो गये । इस समय मेरे दोनों 
हाथ प्रशस्त हो गये। आज मैं भी धन्य हो गया। मेरे 
पूर्वज सनातन ब्रह्मलोकको जा रहे हैं। जनार्दन ! आज 
आपकी कृपासे मेरे बन्धु-बान्धव आनन्दित हो रहे हैं ! 
इस समय मेरे सभी मनोरथ सिद्ध हो गये । किन्तु नाथ ! 
मूक चाण्डाल आदि ज्ञानी महात्माओंकी बात सोचकर 
मुझे बड़ा विस्मय हो रहा है । भला, वे लोग देशान्तरमें 
होनेवाले मेरे वृत्तान्तको कैसे जानते हैं ? मूक चाण्डालके 


घरमें आप अत्यन्त सुन्दर ब्राह्मणका रूप धारण किये ` 
संन्पण्पु० ७-- 


विराजमान थे; इसी प्रकार पतित्रताके घरमें, तुलाघारके 
यहाँ, मित्राद्रोहकके भवनमें तथा इन वैष्णन महात्माके 
मन्दिरमें भी आपका दर्शन हुआ है । इन सब बातोंका 
यथार्थ रहस्य क्या है ? मुझपर अनुग्रह करके बताइये ।' 
श्रीभगवानने कहा--विप्रवर ! मूक चाण्डाल 
सदा अपने माता-पितामें भक्ति रखता है। शुभा देवी 
पतित्रता है। तुलाधार सत्यवादी है और सब लोगोंके 
प्रति समान भाव रखता है। अद्रोहकने लोभ और 
कामपर विजय पायी है तथा वैष्णव मेरा अनन्य भक्त 
है । इन्हीं सदगुणोंके कारण प्रसन्न होकर मैं इन सबके 
घरमें सानन्द निवास करता हूँ | मेरे साथ सरस्वती और 
लक्ष्मी भी इन ल्लेगॉके यहाँ मौजूद रहती है । मूक 
चाण्डाल त्रिभुवनमें सबका कल्याण करनेवाला है। 
चाण्डाल होनेपर भी बह सदाचारमें स्थित है; इसलिये 
देवता उसे ब्राह्मण मानते हैं। पुण्य-कर्मद्वारा मूक 
चाण्डालकी समानता करनेवाला इस संसारमें दूसरा कोई 
नहीं है । बह सदा माता-पिताकी भक्तिमें संलग्न रहता है । 
उसने [अपनी इस भक्तिके बलसे] तीनों लोकोंको जीत 
लिया है। उसकी माता-पिताके प्रति भक्ति देखकर मैं 
बहुत सन्तुष्ट रहता हूँ और इसीलिये उसके घरके भीतर 
आकाइमें सम्पूर्ण देवताओकि साथ ज्राह्मणरूपसे निवास 
करता हूँ। इसी प्रकार मैं उस पतित्रताके, तुलाधारके, 
अद्रोहकके और इस वैष्णवके घरमें भी सदा निवास 
करता हूँ। धर्म ! एक मुहूर्तके लिये भी मैं इन लोगोंका 
घर नहीं छोड़ता। जो पुण्यात्मा हैं, वे ही मेरा प्रतिदिन 
दर्शन पाते हैं; दूसरे पापी मनुष्य नहीं। तुमने आपने 
पुण्यके अभावसे और मेरे अनुग्रहके कारण मेरा दर्शन 
किया है; अब मैं क्रमशः उन महात्माओंके सदाचारका 
वर्णन करूँगा, तुम ध्यान देकर सुनो । ऐसे वर्णनोंको 
सुनकर मनुष्य जन्म और मृत्युके बन्धनसे सर्वथा मुक्त हो 
जाता है । देवताओंमें भी, पिता और मातासे बढ़कर तीर्थ 
नहीं है। जिसने माता-पिताकी आरधना की है, बही 
पुरुषोम श्रेष्ठ है। वह मेरे हदयमें रहता है और मैं उसके 
हृदयमें । हम दोनोंमें कोई अन्तर नहीं रह जाता । इहलोक 
और परलोकमें भी बह मेरे ही समान पूज्य है। वह 


१८० 


= अर्चयस्व इवीकेश यदीच्छसि परं पदम्‌ « 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


2०004222229094५००००००९०००००७०७३०००४००००९५०००५५५५००००००००७००००००००७९००००००००७०००००००७७७७००००००००५०००००५०. 


अपने समस्त बन्धु-बान्धवेकि साथ मेरे रमणीय धाममें 
पहुँचकर मुझमें ही लीन हो जाता है। माता-पिताकी 
आराधनाके बलसे ही वह नस्श्रेष्ठ मूक चाण्डा तीनों 
'लोकोंकी बातें जानता है। फिर इस विषयमें तुम्हें विस्मय 
क्यों हो रहा है ? 
ब्राह्मणने पूछा--जगदीश्वर ! मोह और 
अज्ञानवश पहले माता-पिताकी आराधना न करके फिर 
भले-बुरेका ज्ञान होनेपर यदि मनुष्य पुनः माता-पिताकी 
सेवा करना चाहे तो उसके लिये क्या कर्तव्य है? 
श्रीभगवान्‌ बोले--विप्रवर ! एक वर्ष, एक 
मास, एक पक्ष, एक सप्ताह अथवा एक दिन भी जिसने 
माता-पिताकी भक्ति की है, वह मेरे धामको प्राप्त होता 
है।* तथा जो उनके मनको कष्ट पहुँचाता है, वह 
अवश्य नरकमें पड़ता है। जिसने पहले अपने 
माता-पिताकी पूजा की हो या न की हो, यदि उनकी 
मृत्युके पश्चात्‌ वह साँझ छोड्ता है, तो उसे पितृभक्तिका 
फल मिल जाता है! जो बुद्धिमान्‌ पुत्र अपना सर्वस्व 
लगाकर माता-पिताका श्राद्ध करता है, वह जातिस्मर 
(पूर्वजन्मकी बातोंको स्मरण करनेवाला) होता है और 
उसे पितृ-भक्तिका पूरा फल मिल जाता है । श्राद्धसे 
बढ़कर महान्‌ यज्ञ तीनों लोकोंमें दूसरा कोई नहीं है। 
इसमें जो कुछ दान दिया जाता है, वह सन अक्षय होता 
है। दूसरोंको जो दान दिया जाता है; उसका फल दस 
'हजारगुना होता है। अपनी जातिवालोंको देनेसे लाख- 
गुना, पिण्डदानमें लगाया हुआ घन करोड़गुना और 
ब्राह्मणको देनेपर वह अनन्त गुना फल देनेवाला नताया 
गया हैं। जो गङ्गाजीके जलमें और गया, प्रयाग, पुष्कर, 
काशी, सिद्धकुण्ड तथा गङ्गा-सागर-सङ्गम तीर्थमें 
पितरोंके रित्ये अन्नदान करता है, उसकी मुक्ति निश्चित है 
तथा उसके पितर अक्षय स्वर्ग प्राप्त करते हैं। उनका 
जन्म सफल हो जाता है! जो विशेषतः गङ्गाजीमें 
तिलमिश्रित जलके द्वार तर्पण करता है, उसे भी मोक्षका 
मार्ग मिल जाता है । फिर जो पिण्डदान करता है, उसके 


लिये तो कहना ही क्या है। अमावास्या और युगादि 
तिथियॉको तथा चन्द्रमा और सूर्य-ग्रहणके दिन जो 
पार्वण श्राद्ध करता है, वह अक्षय लोकका भागी होता 
है। उसके पितर उसे प्रिय आशीर्वाद और अनन्त भोग 
अदान करके दस हजार वर्षोतक तृप्त रहते हैं। इसलिये 
अत्येक पर्वपर पुत्रॉको प्रसन्नतापूर्वक पार्वण श्राद्ध करना 
चाहिये । माता-पिताके इस श्राद्ध-यश्षका अनुष्ठान करके 
मनुष्य सब प्रकारके बन्थनोंसे मुक्त हो जाता है। 

जो श्राद्ध प्रतिदिन किया जाता है, उसे नित्य श्राद्ध 
माना गया है। जो पुरुष श्रद्धापूर्वक नित्य श्राद्ध करता है, 
वह अक्षय लोकका उपभोग करता है। इसी प्रकार 
कुष्णपक्षमें विधिपूर्वक काम्य श्राद्धका अनुष्ठान करके 
मनुष्य मनोवाञ्छित फल प्राप्त करता है। आषाढ़की 
पूर्णिमाके बाद जो पाँचवाँ पक्ष आता है, [जिसे महालय 
या पितृपक्ष कहते हैं] उसमें पितरोंका श्राद्ध करना 
चाहिये। उस समय सूर्य कन्याराशिपर गये हैं या 
नहीं--इसका विचार नहीं करना चाहिये। जब सूर्य 
कन्याराशिपर स्थित होते है, उस समयसे लेकर सोलह 
दिन उत्तम दक्षिणाओंसे सम्पन्न यज्ञोके समान महत्त्व 
रखते हैं। उन दिनॉमें इस परम पवित्र काम्य श्राद्धका 
अनुष्ठान करना उचित है। इससे श्राद्धकर्ताका मङ्गल 
होता है। यदि उस समय श्राद्ध न हो सके तो जब सूर्य 
तुलाराशिपर स्थित हों, उसी समय कृष्णपक्ष आदिमें उक्त 
श्राद्ध करना उचित है। 

चन्द्र्हणके समय सभी दान भूमिदानके समान 
होते हैं, सभी ब्राह्मण व्यासके समान माने जाते हैं और 
समस्त जल गङ्गाजलके तुल्य हो जाता है। चन््रमहणमें 
दिया हुआ दान और समयकी अपेक्षा लाखगुना तथा 
सूर्य-अहण दस लाखगुना अधिक फल देनेवाला नताया 
गया है। और यदि गङ्गाजीका जळ प्राप्त हो जाय, तब 
तो चन्द्रग्रहणका दान करोड़गुना और सूर्यग्रहणमें दिया 
हुआ दान दस करोड़गुना अधिक फल देनेवाला होता 
है। विधिपूर्वक एक लाख गोदान करनेसे जो फल प्राप्त 


ऋदिनैक॑ मासपक्ष वा पक्षार्द वापि मत्सरम्‌ । पित्रोर्भक्तिः कृता येन स च गच्छेन्ममालयम्‌॥ (४७ । २०८) 


सृष्टिखण्ड ] 


* पितृभक्ति, पातित्रत्व, समता, अद्रोह और विष्णुभक्तिरूप पञ्च महायज्ञ » 


१८१ 


2900292092220020004:4£००६००००००००७७००००९९०:९०-००००५७७००७०-७७७५०७०७००-०००१००००३-७०७७७-७०७०००-००७७७-५०७०-०००००-५०००५-०११०:५०. 


होता है, वह चन्द्रम्रहणके समय गङ्गाजीमें स्नान करनेसे 
मिल जाता है । जो चन्द्रमा और सूर्यके ग्रहणमें गङ्गाजीके 
जलमें डुबकी लगाता है, उसे सम्पूर्ण तीथॉमें स्नान 
करनेका फल प्राप्त होता है। यदि रविवारको सूर्यग्रहण 
और सोमवारको चन्द्रप्रहण हो तो बह चूडामणि नामक 
योग कहलाता है; उसमें स्नान और दानका अनन्त फल 
माना गया है। उस समय पुण्य तीर्थमें पहले उपवास 
करके जो पुरुष पिण्डदान, तर्पण तथा धन-दान करता है, 
बह सत्यलोकमें प्रतिष्ठित होता है। 
ब्राह्मणने पूछा--देव ! आपने पिताके लिये 
किये जानेवाले श्राद्ध नामक महायज्ञका वर्णन किया । 
अब यह बताइये कि पुत्रको पिताके जीते-जी क्या करना 
चाहिये; कौन-सा कर्म करके बुद्धिमान्‌ पुत्रको जन्म- 
जन्मान्तरोमें परम कल्याणकी प्राप्ति हो सकती है । ये सन 
बातें यत्रपूर्वक बतानेकी कृपा कीजिये । 
श्रीभगवान, बोले--विप्रवर ! पिताको देवताके 
समान समझकर उनकी पूजा करनी चाहिये और पुत्रकी 
भाँति उनपर स्नेह रखना चाहिये । कभी मनसे भी उनकी 
आशाका उल्रूङ्कन नहीं करना चाहिये । जो पुत्र रोगी 
पिताकी भलीभांति परिचर्या करता है, उसे अक्षय 
स्वर्गकी प्राप्ति होती है और वह सदा देवताओंद्वारा पूजित 
होता है । पिता जन मरणासन्न होकर मृत्युके लक्षण देख 
रहे हों, उस समय भी उनका पूजन करके पुत्र 
देवताओके समान हो जाता है। [पिताकी सद्गतिके 
निमित्त] विधिपूर्वक उपवास करनेसे जो लाभ होता है, 
आब उसका वर्णन करता हूँ; सुनो । हजार अश्वमेध और 
सौ राजसूय यज्ञ करनेसे जो पुण्य होता है, बही पुण्य 
[पिताके निमित्त] उपवास करनेसे प्राप्त होता है। नही 
उपवास यदि तीर्थमें किया जाय तो उन दोनों यज्ञॉसे 
करोड़गुना अधिक फल होता है । जिस श्रेष्ठ पुरुषके प्राण 
गङ्गाजीके जलमें छूटते हैं, बह पुनः माताके दूधका पान 
नहीं करता, चरं मुक्त हो जाता है । जो अपने इच्छानुसार 


कारीमें रहकर प्राण-त्याग करता है, नह मनोचाञ्छित 
'फल भोगकर मेरे स्वरूपमें लीन हो जाता है ।* योगयुक्त 
नैष्ठिक ब्रह्मचारी मुनियोको जिस गतिकी आसति होती है, 
यही गति ब्रह्मपुत्र नदीकी सात धाराओंमें प्राणत्याग 
करनेवालेको मिलती है। विशेषतः [अन्तकालमें] जो 
सोन नदीके उत्तर तटका आश्रय लेकर विधिपूर्वक 
प्राण-त्याग करता है, वह मेरी समानताको प्राप्त होता है। 
जिस मनुष्यकी मृत्यु घरके भीतर होती है, उस घरके 
छप्परमें जितनी गाँठें बैंधी रहती हैं, उतने ही बन्धन 
उसके शरीरमें भी बैध जाते हैं । एक-एक वर्षके बाद 
उसका एक-एक बन्धन खुलता है । पुत्र और भाई-बन्धु 
देखते रह जाते हैं; किसीके द्वारा उसे उस बन्धनसे 
छुटकारा नहीं मिलता । पर्वत, जंगल, दुर्गम भूमि या 
जलरहित स्थानमें प्राणत्याग करनेवाला मनुष्य दुर्गतिको 
प्राप्त होता है। उसे कीड़े आदिकी योनिमें जन्म लेना 
पड़ता है। जिस मरे हुए व्यक्तिके शवका दाह-संस्कार 
मृत्युके दूसरे दिन होता है, वह साठ हजार वर्षोतक 
कुम्भीपाक नरकमें पड़ा रहता है। जो मनुष्य अस्पृद्यका 
स्पर्श करके या पतितावस्थामें प्राण-त्याग करता है, वह 
चिरकाळतक नरकमें निवास करके म्लेच्छयोनिमें जन्म 
लेता है। पुण्यसे अथवा पुण्य-कर्मोका अनुष्ठान करनेसे 
मर्त्यलोकनिवासी सब मनुष्योंकी मृत्युके समय जैसी 
बुद्धि होती है, वैसी ही गति उन्हें प्राप्त होती है। 
पिताके मरनेपर जो बलवान्‌ पुत्र उनके शरीरको 
कंधेपर ढोता है, उसे पग-पगपर अश्वमेघ यज्ञका फल 
आप्त होता है | पुत्रको चाहिये कि वह पिताके शवको 
चितापर रखकर विधिपूर्वक मन्त्रोच्वारण करते हुए पहले 
उसके मुखमें आग दे, उसके जाद सम्पूर्ण शरीरका दाह 
करे। [उस समय इस प्रकार कहे--] “जो लोभ- 
मोहसे युक्त तथा पाप-पुण्यसे आच्छादित थे, उन 
पिताजीके इस शवका, इसके सम्पूर्ण अङ्गोंका मैं दाह 
करता हूँ; वे दिव्य लोकोंमें जायें।† इस प्रकार दाह 


* खाराणस्यांत्यजेचस्तु प्राणोञ्चैय यदृच्छया | अभीष्टे च फलं भुक्वा मदेहे प्रबिल्ीयते॥ (४७ । २५२) 


+ रोभमोहसमायुक्त 


'पापपुण्यसमावृतम्‌ । दहेयं सर्वगात्राणि दिव्याँल्लोकान्‌ स गच्छतु ॥ (४७ । २६६) 


१८२ 


* अर्चयस्व हृषीकेश यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


Fmremsesesressnneneeseeessesmmmssssssesreseneenereeneaeen*-4>५५०५०५५५५००५५०५५४५५१५००५०५५५५५४५ ४४५५४४४. 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


करके पुत्र अस्थि-सञ्चयके लिये कुछ दिन प्रतीक्षामें 
व्यतीत करे । फिर यथासमय अस्थि-सञ्चय करके दशाह 
(दसवाँ दिन) आनेपर स्रान कर गीले वस्रका परित्याग 
कर दे । फिर विद्वान्‌ पुरुष ग्यारहवें दिन एकादशाहस श्राद्ध 
करे और प्रेतके शरीरकी पुष्टिके लिये एक ब्राह्मणको 
भोजन कराये। उस समय वस्न, पीढ़ा और चरणपादुका 
आदि वस्तुओंका विधिपूर्वक दान करे। दशाहके चौथे 
दिन किया जानेवाला श्राद्ध (चतुर्था), तीन पक्षके बाद 
किया जानेवाला (त्रैपाक्षिक अथवा सार्थमासिक), छः 
मासके भीतर होनेवाला (ऊनषाण्मासिक) तथा वर्षके 
भीतर किया जानेवाला (ऊनान्दिक) श्राद्ध और इनके 
अतिरिक्त बारह महीनोंके बारह श्राद्ध-कुल सोलह 
श्राद्ध माने गये हैं। जिसके लिये ये सोलह श्राद्ध 
यथाशक्ति श्रद्धापूर्वक नहीं किये जाते, उसका 
पिशाचत्व स्थिर हो जाता है। अन्यान्य सैकड़ों श्राद्ध 
करनेपर भी प्रेतयोनिसे उसका उद्धार नहीं होता। एक 
वर्ष व्यतीत होनेपर विद्वान्‌ पुरुष पार्वण श्राद्धकी विधिसे 
सपिण्डीकरण नामक श्राद्ध करे । 
ब्राह्मणने पूछा--केशब ! तपस्वी, वनवासी और 
गृहस्थ राह्मण यदि धनसे हीन हो तो उसका पितृ-कार्य 
कैसे हो सकता है? 
श्रीभगबान्‌ बोरू--जो तृण और काष्ठका 
उपार्जन करके अथवा कौड़ी-कौड़ी माँगकर पितृ-कार्य 
करता है, उसके कर्मका लाखगुना अधिक फल होता 
है। कुछ भी न हो तो पिताकी तिथि आनेपर जो मनुष्य 


केवल गौओंको घास खिला देता है, उसे पिण्डदानसे भी 
अधिक फळ प्राप्त होता है । पूर्वकालकी बात है, विराट 
देशमें एक अत्यन्त दीन मनुष्य रहता था। एक दिन 
पिताकी तिथि आनेपर वह बहुत रोया। रोनेका कारण 
यह था कि उसके पास [श्राद्धोपयोगी] सभी बस्तुओंका 
अभाव था। बहुत देरतक रोनेके पश्चात्‌ उसने किसी 
विद्वान्‌ ब्राह्मणसे पूछा---'ब्रह्मन्‌ ! आज मेरे पिताजीकी 
तिथि है, किन्तु मेरे पास धनके नामपर कौड़ी भी नहीं है; 
ऐसी दशामें क्या करनेसे मेरा हित होगा ? आप मुझे 
ऐसा उपदेश दीजिये, जिससे मैं धर्ममें स्थित रह सकूँ ।' 

विद्वान्‌ ब्राह्मणने कहा--तात ! इस समय 
“कुतप' नामक मुहूर्त बीत रहा है, तुम शीघ्र ही चनमें जाओ 
और पितरोके उद्देश्यसे घास लाकर गौको खिला दो । 

तदनन्तर, बराह्मणके उपदेशसे वह वनमें गया और 
घासका बोझा लेकर बड़े हर्षके साथ पिताकी तृप्तिके 
लिये उसे गौको खिला दिया । इस पुण्यके प्रभानसे बह 
देवलोकको चला गया । पितृयज्ञसे बढ़कर दूसरा कोई 
धर्म नहीं है; इसलिये पूर्ण प्रय्न करके अपनी शक्तिके 
अनुसार मात्सर्यभावका त्याग करके श्राद्ध करना 
चाहिये। जो मनुष्य लोगॉके सामने इस धर्भसन्तान 
(धर्मका विस्तार करनेवाले) अध्यायका पाठ करता है, 
उसे प्रत्येक लोकमें गङ्गाजीके जलमें स्नान करनेका फल 
आप्त होता है । जिसने प्रत्येक जन्ममें महापातकोंका संग्रह 
किया हो, उसका वह सारा संग्रह इस अध्यायका एक 
बार पाठ या श्रवण करनेपर नष्ट हो जाता है। 


कल ला 
यतिम्रता ब्राह्मणीका उपाख्यान, कुलटा स्त्रियॉके सम्बन्धमें उमा-नारद-संखाद, 
पतित्रताकी महिमा और कन्यादानका फल 


नरोत्तमने पूछा--नाथ ! पतित्रता स्त्री मेरे बीते उत्तर दे रहा हूँ। जो स्त्री पतित्रता होती है, पतिको प्राणोंके 
हुए वृत्तात्तको कैसे जानती है? उसका प्रभाव कैसा समान समझती है और सदा पतिके हित-साधनमें संलग्न 


है? यह सब नतानेकी कृपा करें। 


रहती है, वह देवताओं और न्रहावादी मुनियॉकी भी पूज्य 


अ्रीभगवान्‌ बोले--वत्स ! मैं यह बात तुम्हें होती है। जो नारी एक ही पुरुषकी सेवा स्वीकार करती 
चहले बता चुका हूँ। किन्तु फिर यदि सुननेका कौतूहळ है--दूसरेकी ओर दृष्टि भी नहीं डालती, वह संसारमें 
हो रहा है तो सुनो; तुम्हारे मनमें जो कुछ प्रश्न है, सबका परम पूजनीय मानी जाती है। 


सृष्टिखण्ड 3 


* पतिञ्जता ब्राह्मणीका उपाख्यान, महिमा और कन्यादानका फल + 


१८२ 


£02000009402922:2242290202-0202002००००००००-७००७१००१-९५०:०१:०००००००५०००५०-७०७७७०००-०७०७०७-००७००२०-००२०००९०३७-७०००००-००७०००००.. 


तात ! प्राचीन कालकी बात है, मध्यदेशमें एक 
अत्यन्त शोभायमान नगरी थी। उसमें एक पतित्रता 
ब्राह्मणी रहती थी, उसका नाम था दौब्या । उसका पति 
पूर्वजन्मके पापसे कोढी हो गया था । उसके शारीरमें 
अनेकों घाव हो गये थे, जो बराबर नहते रहते थे। 
सैन्या अपने ऐसे पतिकी सेवामें सदा संलग्न रहती थी। 
पतिके मनमें जो-जो इच्छा होतो, उसे बह अपनी 
शक्तिके अनुसार अवश्य पूर्ण करती थी। प्रतिदिन 
देवताकी भाँति स्वामीकी पूजा करती और दोषबुद्धि 
त्यागकर उसके प्रति विशेष स्नेह रखती थी। एक दिन 
उसके पतिने सड़कसे जाती हुई एक परम सुन्दरी 
वेश्याको देखा। उसपर दृष्टि पड़ते ही बह अत्यन्त 
मोहके वशीभूत हो गया। उसकी चेतनापर कामदेवने 
पूरा अधिकार कर लिया । वह दीर्घ कालतक लम्बी साँस 
खींचता रहा और अन्तमें बहुत उदास हो गया। उसका 
उच्छवास सुनकर पतित्रता घरसे बाहर आयी और अपने 
पतिसे पूछने लगी--'नाथ ! आप उदास क्‍यों हो गये ? 
आपने लम्नी साँस कैसे खींची ? प्रभो ! आपको जो 
प्रिय हो वह कार्य मुझे बताइये । वह करनेयोग्य हो या न 
हो, मैं आपके भ्रियकार्यको अवश्य पूर्ण करूँगी। 
एकमात्र आप ही मेरे गुरु है, प्रियतम हैं।' 

पलीके इस प्रकार पूछनेपर उसके पतिने 
कहा--'प्रिये ! उस कार्यको न तुम्हीं पूर्ण कर सकती हो 
और न मैं ही; अतः व्यर्थ बात करनी उचित नहीं है ।" 

पतिब्रता खोली- नाथ ! [मुझे विश्वास है] मैं 
आपका मनोरथ जानकर उस कार्यको सिद्ध कर सकूँगी, 
आप मुझे आज्ञा दीजिये । जिस किसी उपायसे हो सके 
मुझे आपका कार्य सिद्ध करना है। यदि आपके दुष्कर 
कार्यको मैं य करके पूर्ण कर सकूँ तो इस लोक' और 
परलोकमें भी मेरा परम कल्याण होगा । 

'कोढीने कहा--साध्वि ! अभी-अभी इस मार्गसे 
एक परम सुन्दरी वेश्या जा रही थी । उसका शरीर सत्र 
ओरसे मनोरम था। उसे देखकर मेरा हृदय कामाग्निसे 
दग्ध हो रहा है । यदि तुम्हारी कृपासे मैं उस नवयौदनाको 
आप्त कर सकूँ तो मेरा जन्म सफल हो जायगा। देवि ! 


तुम उसे मिलाकर मेरा हितसाधन करो ! 

पतिकी कही हुई बात सुनकर पतिन्रता बोली-- 
“प्रभो ! इस समय धैर्य रखिये। मैं यथाशक्ति आपका 
कार्य सिद्ध करूंगी ।' 

यह कहकर पतिब्रताने मन-ही-मन कुछ विचार 
किया और रात्रिके अन्तिम भाग--उषःकालमें उठकर 
वह गोबर और झाडू ले तुरंत ही चल दी। जाते समय 
उसके मनमें बड़ी प्रसन्नता थी। वेश्याके घर पहुँचकर 
उसने उसके आँगन और गली-कूचेमें झाडू लगायी तथा 
गोबरसे लीप-पोतकर लोगोंकी दृष्टि पड़नेके भयसे नह 
शीघ्रतापूर्वक अपने घर लौट आयी । इस प्रकार लगातार 
तीन दिनोंतक पतिन्रताने वेश्याके घरमें झाडू देने और 
'लीपनेका काम किया। उधर वह वेश्या अपने दास- 
दासियोंसे पूछने लगी--आज आँगनकी इतनी बढ़िया 
सफाई किसने की है ? सेवकोंने परस्पर विचार करके 
वेशयासे कहा--'भट्रे ! घरकी सफाईका यह काम 
'हमलोगॉने तो नहीं किया है ।' यह सुनकर वेश्याको बड़ा 
विस्मय हुआ । उसने बहुत देरतक इसके विषयमे विचार 
किया और रात्रि बीतनेपर ज्यों ही जह उठी तो उसकी 
दृष्टि उस पतित्रता ब्राह्मणीपर पड़ी। बह पुनः रहल 
नजानेके लिये आयी थी। उस परम साध्वी पतिन्नता 
ब्राह्मणीको देखकर “हाय ! हाय ! आप यह क्या करती 
हैं। क्षमा कीजिये, रहने दीजिये। यह कहती हुई 
बेकयाने उसके पैर पकड़ लिये और पुनः कहा-- 
“पतिव्रते ! आप मेरी आयु, शरीर, सम्पत्ति, यश तथा 
कीर्ति--इन सबका विनाश करनेके लिये ऐसी चेष्टा कर 
रही हैं। साध्वि ! आप जो-जो वस्तु माँगें, उसे निश्चय 
दूँगी--यह नात मैं दृढ़ निश्चयके साथ कह रही हूँ। 
सुवर्ण, रत्र, मणि, वस तथा और भी जिस किसी 
बस्तुकी आपके मनमें अभिलाषा हो, उसे माँगिये।' 

तन पतित्रताने उस वेश्यासे कहा--'मुझे धनकी 
आवश्यकता नहीं है, तुम्हींसे कुछ काम है; यदि करो तो 
उसे बताऊँ । उस कार्यकी सिद्धि होनेपर ही मेरे हृदयमें 
सन्तोष होगा और तभी मैं यह समझुँगी कि तुमने इस 
समय मेरा सारा मनोरथ पूर्ण कर दिया।' 


१८४ 


* अर्थयस्व हवीकेश यदीच्छसि एरं पदम्‌ + 


322 ५३०२५०*२०७९३५२००५१९२०२००००५०७०१०५०५५१४५०४४०११०५५०५५१४४३००१५१९४००३ ४५४१३१५५५० ८५८४१ब५५५२५४४५४ 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


वेश्या बोली--पतिव्रते ! आप जल्दी बताइये । 
मैं सच-सच कहती हूँ आपका अभीष्ट कार्य अवश्य 
करूँगी । माताजी ! आप तुरंत ही अपनी आवश्यकता 
बतायें और मेरी रक्षा करें। 
पतित्रताने लजाते-लजाते वह कार्य, जो उसके 
पतिको श्रेष्ठ एवं प्रिय जान पड़ता था, कह सुनाया । उसे 
सुनकर वेश्या एक क्षणतक आपने कर्तव्य और उसके 
पतिकी पीड़ापर कुछ विचार करती रही । दुर्गन्थयुक्त 
कोळी मनुष्यके साथ संसर्ग करनेकी नात सोचकर उसके 
मनमें बड़ा दुःख हुआ। वह पतिब्रतासे इस प्रकार 
बोली--'देवि ! यदि आपके पति मेरे घरपर आयें तो मैं 
एक दिन उनकी इच्छा पूर्ण करूंगी ।' 
पतिब्रताने कहा-- सुन्दरी ! मै आज ही रातमें 
अपने पतिको लेकर तुम्हारे घरमें आकँगी और जब वे 
अपनी अभीष्ट वस्तुका उपभोग करके सन्तुष्ट हो जायेंगे, 
तब पुनः उनको अपने घर ले जाऊंगी । 
बेश्या बोली--महाभागे ! अब शीघ्र ही अपने 
घरको पधारो । तुम्हारे पति आज आधी रातके समय मेरे 
महलमें आयें। 
यह सुनकर वह पतिव्रता खरी अपने घर चली 
आयी । जहाँ पहुँचकर उसने पतिसे निवेदन किया-- 
“अभो ! आपका कार्य सफल हो गया । आज ही रातमें 
आपको उसके धर जाना है ।' 
कोढ़ी ब्राह्मण खोला- देवि ! मैं कैसे उसके घर 
जाऊँगा, मुझसे तो चला नहीं जाता। फिर किस प्रकार 
चह कार्य सिद्ध होगा ? 
पतिव्रता बोली--प्राणनाथ ! मैं आपको अपनी 
पीठपर बैठाकर उसके घर पहुँचाऊँगी और आपका 
मनोरथ सिद्ध हो जानेपर फिर उसी मार्गसे लौटा 
ले आऊँगी । 
ब्राह्मणने कहा- कल्याणी ! तुम्हारे करनेसे ही 
मेरा सन कार्य सिद्ध होगा । इस समय तुमने जो काम 
किया है, वह दूसरी ख्नियोंके लिये दुष्कर है । 
श्रीभगवान्‌ कहते है-- उस नगरमें किसी घनीके 
चरसे चोरॉने बहुत-सा घन चुरा लिया। यह बात जब 


राजाके कानोंमें पड़ी, तब उन्होंने रातमें घूमनेवाले समस्त 

गुप्तचरोंको बुलाया और कुपित होकर कहा--'यदि तुम्हें 

जीवित रहनेकी इच्छा है तो आज चोरको पकड़कर मेरे 
हवाले करो ।' राजाकी यह आज्ञा पाकर सभी गुप्तचर 
व्याकुल हो उठे और चोरको पकड़नेकी इच्छासे चल 
दिये। उस नगरके पास ही एक घमा जंगल था, जहाँ 
एक वृक्षके नीचे महातेजस्वी मुनिवर माण्डव्य समाधि 
लगाये बैठे थे । वे योगियोंमें प्रधान महर्षि अग्रिके समान 
देदीप्यमान हो रहे थे। ब्रह्माजीके समान तेजस्वी उन 
महामुनिको देखकर दुष्ट गुप्तचरोने आपसमें कहा-- 
“यही चोर है। यह धूर्त अद्भुत रूप बनाये इस जंगलमें 
निवास करता है।' यों कहकर उन पापियोंने मुनिश्रेष्ठ 
माण्डव्यको बाँध लिया । किन्तु उन कठोर स्वभाववारे 
मनुष्यॉसे न तो उन्होंने कुछ कहा और न उनकी ओर 
दृष्टिपात ही किया। जब गुप्तचर उन्हें बाँधकर राजाके 
यास ले गये तो राजाने कहा--'आज मुझे चोर मिला 
है। तुमलोग इसे नगरके निकटवर्ती प्रवेशद्वारके मार्गपर 
ले जाओ और चोरके लिये जो नियत दण्ड है, बह इसे 
दो।' उन्होंने माण्डव्य मुनिको वहाँ ले जाकर मार्ममें 


सृष्टिखण्ड ] 


* पतिव्रता ब्राह्मणीका उपाख्यान, महिमा और कन्यादानका फल + 


१८५ 


गडे हुए शूलपर रख दिया । वह शूल भुनिके गुदाद्वारसे 
प्रविष्ट होकर मस्तकके पार हो गया । उनका सारा शरीर 
शूलसे बिंध गया, इसी बीचमें आधी रातके घोर 
अन्धकारमें, जब कि आकारमें घटाएँ घिरी हुई थीं, वह 
पतिव्रता ब्राह्मणी अपने पतिको पीठपर निठाकर वेश्याके 
घर जा रही थी। वह मुनिके निकटसे होकर निकली, 
अतः उस कोढ़ीका शरीर माण्डव्य मुनिके शारीरसे छू 
गया । कोढ़ीके संसर्गसे उनकी समाधि भङ्ग हो गयी । वे 
कुपित होकर बोले--'जिसने इस समय मुझे गाढ़ 
वेदनाका अनुभव करानेवाली कष्टमय अवस्थामें पहुँचा 
दिया, वह सूर्योदय होते-होते भस्म हो जाय ।' 
माण्डव्यके इतना कहते ही वह कोढ़ी पृथ्बीपर गिर 
पड़ा । तब पतिब्रताने कहा--'आजसे तीन दिनॉतक 
सूर्यका उदय ही न हो।' यों कहकर बह अपने पतिको 
घर ले गयी और एक सुन्दर शय्यापर सुला स्वयं उसे 
थामकर बैठी रही । उधर मुनिश्रेष्ठ माण्डव्य उस कोढ़ीको 
झाप दे अपने अभीष्ट स्थानको चले गये । संसारमें तीन 
दिनोंके समयतक सूर्यका उदय होना रुक गया | चराचर 
आणियॉसहित सम्पूर्ण त्रिल्लोकी व्यथित हो उठी। यह 
देख समस्त देवता इन्द्रको आगे करके ब्रह्माजीके पास 
गये और सूर्योदय न होनेका समाचार निवेदन करते हुए 
बोरे भगवन्‌ ! सूर्यके उदय न होनेका क्या कारण 
है, यह हमारी समझमें नहीं आता । इस समय आप जो 
उचित हो, करें ।' उनकी बात सुनकर नह्याजीने पतित्रता 
ज्राह्मणी और माण्डव्य मुनिका सारा वृत्तान्त कह सुनाया । 
तदनन्तर देवता विमानोपर आरूढ़ हो प्रजापतिको आगे 
करके शीघ्र ही पृथ्वीपर उस कोढ़ी जराह्मणके घरके पास 
गये। उनके विमानोंकी कान्ति तथा मुनियोंके तेजसे 
पतिन्रताके घरके भीतर सैकड़ों सूर्योका-सा प्रकाश छा 
गया; उस समय हंसके समान तेजस्वी विमानोंद्वार आये 
हुए देवताओंको पतित्रताने देखा! नह [अपने पतिके 
समीप] लेटी हुई थी । ब्रह्माजीने उसे सम्बोधित करके 
'कहा--'माता ! सम्पूर्ण देवताओं, ब्राह्मणों और गौ 
आदि प्राणियॉकी जिससे मृत्यु होनेकी सम्भावना 
है--ऐसा कार्य तुम्हें क्योंकर पसंद आया ? सूर्योदयके 


विरुद्ध जो तुम्हारा क्रोध है, उसे त्याग दो ।' 
पतिव्रता खोली--भगवन्‌ ! एकमात्र पति ही 


मेरे गुरु हैं। ये मेरे लिये सम्पूर्ण लोकसे नढ़कर हैं। 
सूर्योदय होते ही मुनिके शापसे उनकी मृत्यु हो जायगी । 
इसी हेतुसे मैंने सूर्यको शाप दिया है। क्रोध, मोह, 
लोभ, मात्सर्य अथवा कामके बरमें होकर मैंने ऐसा 
नहीं किया है। 

ब्रह्माजीने कहा--माता ! जब एककी मृत्युसे 
तीनों लोकोंका हित हो रहा है, ऐसी दर ामें तुम्हें बहुत 
अधिक पुण्य होगा। 

पतिव्रता बोली --पतिका त्याग करके मुझे आपका 
परम कल्याणमय सत्यलोक भी अच्छा नहीं लगता । 

ब्रह्माजीने कहा- देवि! सूर्योदय होनेपर जब 
सारी त्रिलोकी स्वस्थ हो जायगी, तब तुम्हारे पतिके भस्म 
हो जानेपर भी मैं तुम्हार कल्याण-साधन करूंगा । 
हमलोगोंके आशीर्वादसे यह कोढ़ी ब्राह्मण कामदेखके 
समान सुन्दर हो जायगा। 

बह्माजीके यों कहनेपर उस सतीने क्षणभर कुछ 
विचार किया; उसके बाद 'हाँ' कहकर उसने स्वीकृति 


१८६ 


५ अर्चयस्व हषीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


दे दी। फिर तो तत्काल सूर्योदय हुआ और मुनिके 
आपसे पीड़ित ब्राह्मण राखका ढेर हो गया। फिर उस 
राखसे कामदेवके समान सुन्दर रूप धारण किये वह 
ब्राह्मण प्रकट हुआ । यह देखकर समस्त पुरवासी बड़े 
विस्मयमें पड़े । देवता प्रसन्न हो गये । सब लोगोंका चित्त 
पूर्ण स्वस्थ हुआ । उस समय स्वर्गलोकसे सूर्यके समान 
तेजस्वी एक विमान आया और वह साध्वी अपने पतिके 


साथ उसपर बैठकर देवताओँके साथ स्वर्गको 
चली गयी। 
झुभा भी ऐसी ही पतित्रता है; इसलिये वह मेरे 
समान है । उस सतीत्वके प्रभावसे ही वह भूत, भविष्य 
और वर्तमान--तीनों कालोंकी बातें जानती है। जो 
मनुष्य इस परम उत्तम पुण्यमय उपाख्यानको लोकमें 
सुनायेगा, उसके जन्म-जन्मके किये हुए पाप नष्ट 
हो जायँगे। 
आहाणने फूछा-- भगवन्‌ ! माण्डव्य मुनिके 
शरीरमें शूलका आघात कैसे लगा? तथा पतिन्रता 
स्त्रीके पतिको कोढ़का रोग क्यों हुआ ? 
भगवान श्रीविष्णु जोले--माण्डव्य मुनि जब 


बालक थे, तब उन्होंने अज्ञान और मोहवश एक 
झोंगुरके गुदादेशमें तिनका डालकर छोड़ दिया था। 
यद्यपि उन्हें उस समय धर्मका ज्ञान नहीं था, तथापि उस 
दोषके कारण उन्हें एक दिन और सत वैसा कष्ट भोगना 
पड़ा। किन्तु माण्डव्य मुनिने समाधिस्थ होनेके कारण 
'शूलाघातजनित बेदनाका पूरी तरह अनुभव नहीं किया । 
इसी प्रकार पतित्रताके पतिने भी पूर्वजन्ममें एक कोढ़ी 
ब्राह्मणका वध किया था, इसीसे उसके शरीरमें दुर्गन्ध- 
युक्त कोढ्का रोग उत्पन्न हो गया था। किन्तु उसने 
ब्राह्मणको चार गौरीदान और तीन कन्यादान किये थे; 
इसीसे उसकी पल्नी पतिब्रता हुई । उस पत्नीके कारण ही 
बह मेरी समताको प्राप्त हुआ। 
ब्राह्मणने कहा- नाथ ! यदि पतित्रताका ऐसा 
माहात्म्य है; तब तो जिस पुरुषकी भी खी व्यभिचारिणी 
न हो उसे स्वर्गकी प्राप्ति निश्चित है । सती स्त्रोसे सबका 
कल्याण होना चाहिये । 
भगवान्‌ श्रीविष्णु बोले--ठीक है । संसारमें 
कुछ खियाँ ऐसी कुलटा होती हैं, जो सर्वस्व अर्पण 
करनेवाले पुरुषके प्रतिकूल आचरण करती हैं; उनमें जो 
सर्वथा अरक्षणीय हो--जिसको दुराचारसे रक्षा करना 
असम्भन हो, ऐसी स्त्रीको तो मनसे भी स्वीकार नहीं 
करना चाहिये। जो नारी कामके वशीभूत हो जाती है, 
बह निर्धन, कुरूप, गुणहीन तथा नीच कुलके नौकर 
पुरुषको भी स्वीकार कर लेती है। मृत्युतकसे सम्बन्ध 
जोड़नेमें उसे हिचक नहीं होती । वह गुणवान्‌, कुलीन, 
अत्यन्त धनी, सुन्दर और रतिकार्यमें कुशल पतिका भी 
परित्याग करके नीच पुरुषका सेवन करती है । विप्रवर ! 
इस विषयमें उमा-नारद-संवाद ही दृष्टान्त है; क्योंकि 
नारदजी स्त्रियोंकी बहुत-सी चेष्टाएँ जानते हैं। नारद मुनि 
स्वभावसे ही संसारकी प्रत्येक बात जाननेकी इच्छा रखते 
है। एक बार वे अपने मनमें कुछ सोच-विचारकर 
पर्वतोंमें उत्तम कैलासगिरिपर गये। जहाँ उन महात्मा 
मुनिने पार्वतीजीको प्रणाम करके पूछा--'देवि ! मैं 
कामिनियोंकी कुचेष्टा जानना चाहता हूँ । मैं इस निषयमें 
बिलकुल अनजान हूँ और विनीत भावसे प्रश्न कर रहा 


सृष्टिखण्ड ] 


* पतित्रता ब्राह्मणीका उपाख्यान, महिमा और कन्यादानका फल + 


१८७ 


हूँ; अतः आप मुझे यह जात बताइये ।' 
पार्वती देखीने कहा--नारद ! युवती सियोंका 
चित्त सदा पुरुषोंमें ही लगा रहता है, इसमें तनिक भी 
सन्देह नहीं है। नारी घीसे भरे हुए घड़ेके समान है और 
पुरुष दहकते हुए अँगारेके समान; इसलिये घी और 
अग्निको एक स्थानपर नहीं रखना चाहिये।* जैसे 
मतवाले हाथीको महावत अङ्कुश और मुगदरकी 
सहायतासे अपने बशमें करता है, उसी प्रकार स्त्रियोंका 
रक्षक उन्हें दण्डके बलसे ही काबूमें रख सकता है। 
बचपनमें पिता, जबानीमें पति और बुढ़ापेमें पुत्र नारीकी 
रक्षा करता है; उसे कभी स्वतन्त्रता नहीं देनी चाहिये ।† 
सुन्दरी स्त्रीको यदि उसकी इच्छाके अनुसार स्वतन्त्र छोड़ 
दिया जाय तो पर-पुरुषकी प्रार्थनासे अधीर होकर वह 
उसके आदेशके अनुसार व्यभिचारमें प्रवृत्त हो जाती है। 
जैसे तैयार की हुई रसोईपर दृष्टि न रखनेसे उसपर कौए 
और कुत्ते अधिकार जमा लेते हैं, उसी प्रकार युवती नारी 
स्वच्छन्द होनेपर व्यभिचारिणी हो जाती है। फिर उस 
कुलराके संसर्गसे सारा कुल दूषित हो जाता है । पराये 
बीजसे उत्पन्न होनेबाला मनुष्य वर्णसंकर कहलाता है । यः 
सदाचारिणी स्त्री पितूकुल और पतिकुल--दोनों कुलोंका 
सम्मान बढ़ाती हुई उन्हें कायम रखती है । साध्वी नारी 
अपने कुलका उद्धार करती और दुराचारिणी उसे नरकमें 
गिराती है। कहते हैं--संसारमें स्त्रीके ही अधीन स्वर्ग, 
कुल, कलङ्क, यश, अपयश, पुत्र, पुत्री और मित्र 
आदिकी स्थिति है। इसलिये विद्वान्‌ पुरुष सन्तानकी 
इच्छासे विवाह करे। जो पापी पुरुष मोहवश किसी 
साध्वी स्त्रीको दूषित करके छोड़ देता है, वह उस स्त्रीकी 
हत्याका पाप भोगता हुआ नरकमें गिरता है। जो परायी 


सीके साथ बलात्कार करता अथवा उसे 'घनका लालच 
देकर फँसाता है, वह इस संसारमें खी-हत्यारा कहलाता 
है और मरनेके पश्चात्‌ घोर नरकमें पड़ता है। परायी 
ज्रीका अपहरण करके मनुष्य चाण्डाल-कुलमें जन्म 
रेता है। इसी प्रकार पतिके साथ वञ्चना करनेनाली 
व्यभिचारिणी ख्री चिरकालतक नरक भोगकर कौएकी 
योनिमें जन्म लेती है और उच्छिष्ट एवं दुर्गन्धयुक्त पदार्थ 
खा-खाकर जीवन बिताती है । तदनन्तर, मनुष्य-योनिमें 
जन्म लेकर विधवा होती है। जो माता, गुरुपल्री, 
ब्राह्मणी, राजाकी रानी या दूसरी किसी प्रभु-पलीके साथ 
समागम करता है, वह अक्षय नरकमें गिरता है। बहिन, 
भानजेकी स्त्री, बेटी, वेटेकी बहू, चाची, मामी, बुआ 
तथा मौसी आदिं अन्यान्य स्त्रियॉकि साथ समागम 
करनेपर भी कभी नरकसे उद्धार नहीं होता । यही नहीं, 
उसे ब्रह्महत्याका पाप भी लगता है तथा बह अंधा, गूँगा 
और नहरा होकर निरन्तर नीचे गिरता जाता है; उस 
अधःपतनसे उसका कभी बचाव नहीं हो पाता। 
आहाणने पूछा--भगवन्‌! ऐसा पाप करके 
मनुष्यका उससे किस प्रकार उद्धार हो सकता है? 
श्रीभगवानले कहा- उपर्युक्त ख्रियोंके साथ 
समागम करनेनाला पुरुष लोहेकी खी-प्रतिमा ननवाकर 
उसे आगमें खून तपाये; फिर उसका गाढ़ आलिङ्गन 
करके प्राण त्याग दे और शुद्ध होकर परलोककी यात्रा 
करे। जो मनुष्य गृहस्थाश्रमका परित्याग करके मुझमें 
मन लगाता है और प्रतिदिन मेरे 'गोबिन्द' नामका स्मरण 
करता है, उसके सब पापोंका नाश हो जाता है। उसके 
द्वारा की हुई हजारों ज़ह्महत्याएँ, सौ बार किया हुआ 
गुरुपली-समागम, लाख बार किया हुआ पैष्टी मदिराका 


#घृतकुम्भसमा नारी तप्ाङ्गारसमः पुमान्‌ । तस्माद्‌ घृते च यहिं च होकस्थाने न घारयेत्‌ ॥ 


(४९॥ २१) 


पै पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने । पुत्राश्व स्थाविरे भावे न स्त्री स्वातन्त्र्यमर्हति ॥ 


(४९।२३) 


$ अरक्षणाद्यया पाकः श्वकाकवघञ्चगो वसेत्‌। तथैव युवती नारी स्वच्छन्दादुष्टतां त्रजेत्‌॥ 
पुमरेल कुलं दुष्टं तस्याः संसर्गतो भवेत्‌ । परबीजे नरो जातः स च स्याइर्णसंकर:॥ 


(४९॥ २५-२६) 


१८८ 


० अर्चयस्व हुषीकेसं यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


Apmesssaeeenneessgessneea404५४००००५५५५५०१ ००५०००५५५५५५१ १९१.४५ ९०५५५५५५०९०११४०००१५०५५५४५४५५५५४०११५१४ ५. 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


सेवन, सुवर्णकी चोरी, पापियोंके साथ चिरकालतक 
संसर्ग रखना--ये तथा और भी जितने बड़े-बड़े पाप 
एवे पातक हैं, वे सब मेरा नाम लेनेसे तत्काल नष्ट हो 
जाते है; ठीक उसी तरह जैसे अभिके पास पहुँचनेपर 
रूङ्के ढेर जल जाते हैं। अतः मनुष्यको उचित है कि 
वह मेरे “गोविन्द' नामका स्मरण करके पवित्र हो जाय 
[परन्तु जो नामके भरोसे पाप करता है, नाम उसकी रक्षा 
कभी नहीं करता ।] अथवा जो प्रतिदिन मुझ गोबिन्दका 
कीर्तन और पूजन करते हुए गृहस्थाश्रममें निवास करता 
है, वह पापसे तर जाता है। तात! गङ्गाके रमणीय 
तटपर चन्द्रम्रहणकी मङ्गलमयी बेलामें करोड़ों गोदान 
करनेसे मनुष्यको जो फल मिलता है, उससे हजारगुना 
अधिक फल “गोबिन्द' का कीर्तन करनेसे प्राप्त होता है। 
कीर्तन करनेवाला मनुष्य मेरे बैकुण्ठधाममें सदा निवास 
करता है।* पुराणमें मेरी कथा सुननेसे मानव मेरी 
समानता प्राप्त करता है । जो पुराणकी कथा सुनाता है, 
उसे मेरा सायुज्य प्राप्त होता है; अतः प्रतिदिन पुराणका 
श्रवण करना चाहिये। पुराण धर्मोका संग्रह है। 
विप्रवर ! अब मैं सती स्त्रियोमें जो अत्यन्त उत्कृष्ट 
गुण होते हैं, उनका वर्णन करता हूँ। सती स्त्रीका वेश 
शुद्ध होता है। वहाँ सदा लक्ष्मी निवास करती हैं। 
सतीके पितूकुल और पतिकुल--दोनों कुलोंको तथा 
उसके स्वामीको भी स्वर्गलोककी प्राप्ति होती है। जो 
रित्रयां अपने जीवनका पूर्वकाल पुण्य-पापमिश्रित कर्मोमें 
ख्यतीत करके पीछे भी पतित्रता होती हैं, उन्हें भी मेरे 
ल्त्रेककी प्राप्ति हो जाती है! जो स्त्री अपने स्वामीका 
अनुगमन करती है, यह शरानी, ब्रह्महत्यारे तथा सब 


अकारके पापॉसे ळदे हुए पतिको भी पापमुक्त करके 

अपने साथ स्वर्गमें ले जाती है । जो मरे हुए पतिके पीछे 

आण-त्याग करके जाती है, उसे स्वर्गकी प्राप्ति निश्चित है । 

जो नारी पतिका अनुगमन करती है, वह मनुष्यके शरीरमें 

जितने (साढ़े तीन करोड़) रोम होते हैं, इतने ही वर्षोतक 

स्वर्गलोकमें निवास करती है । यदि पतिकी मृत्यु कहीं दूर 
हो जाय तो उसका कोई चिल्ल पाकर जो स्त्री चिताकी 
अम्निमें प्राणत्याग करती है, बह अपने पतिका पापसे 
उद्धार कर देती है । जो स्त्री पतिव्रता होती है, उसे चाहिये 
कि यदि पतिकी मृत्यु परदेशमें हो जाय तो उसका कोई 
चिह्न प्रा करे और उसे ही ले अग्निमें शयन करके 
स्वर्गलोककी यात्रा करे। यदि ब्राह्मण जातिकी स्त्री मरे 
हुए पतिके साथ चिताम्िमें प्रवेश करे तो उसे 
आत्मघातका दोष लगता है, जिससे न तो वह अपनेको 
और न अपने पतिको ही स्वर्गमें पहुँचा पाती है । इसलिये 
ब्राह्मण जातिकी स्त्री अपने मरे हुए पतिके साथ जलकर 
न मरे--यह ब्रह्माजीकी आज्ञा है। ब्राह्मणी विधवाको 
वैधव्य-ब्रतका आचरण करना चाहिये। जो विधवा 
एकादशीका ब्रत नहीं रखती, वह दूसरे जन्ममें भी 
विधवा ही होती है तथा प्रत्येक जन्ममें दुर्भाग्यसे पीड़ित 
रहती है। मछली-मांस खाने और व्रत न करनेसे वह 
चिरकालतक नरकमें रहकर फिर कुत्तेकी योनिमें जन्म 
लेती है। जो कुलनाशिनी विधवा दुराचारिणी होकर 
मैथुन कराती है, बह नरक-यातना भोगनेके पश्चात्‌ दस 
जन्मॉतक गीधिनी होती है। फिर दो जन्मोंतक लोमड़ी 
होकर पीछे मनुष्य-योनिमें जन्म लेती है। उसमें भी 
बाल-विधवा होकर दासीभावको प्राप्त होती है! 


*यो खै गृहाश्रमं त्यकत्वा मच्चित्तो जायते नरः। नित्यं स्मरति गोविन्दं सर्वपापक्षयो भवेत्‌॥ 
बहहत्यायुर्तै तेन कृतं गुर्वङ्गनागमः । शते शतसहरू च पेष्टीमद्यस्य भक्षणम्‌॥ 


स्वर्णदे्हरणे चैव तेषो 


संसर्गकश्चिरम्‌ । एतान्यन्यानि पापानि महान्ति पातकानि च ॥ 


अग्निं आप्य यथा तूर्छ तुणमाशु प्रणश्यति । तस्मान्मत्राम गोबिन्दं स्मृत्वा पूतो भवेन्नरः ॥ 
यो था गृहाश्रमे तिछेन्रित्यै गोविन्दघोषणम्‌ । कृत्वा च पूजयित्वा च स पापात्संतरो भवेत्‌ ॥ 
आगीरथीतटे रम्ये खगस्य अहणे शिदे | गवो कोटिप्रदानेन यत्फलं लभते नरः॥ 
तत्फर्छ समवामोति सहरूं चाधिकं च यत्‌ । गोविन्दकीर्तने तात मत्पुरे चाक्षयं जसत्‌॥ 


(४९ | ५०--५६) 


सृष्टिखण्ड ] 


* तुलाधारके सत्य, समताकी प्रशंसा; मूक चाण्डाल आदिका परमधामगमन « 


१८९ 


ब्राह्मणने कहा--भगवन्‌ ! यदि आपका मुझपर 
अनुग्रह है तो अब कन्यादानके फलका वर्णन कीजिये । 
साथ ही उसकी यथार्थ विधि भी बतलाइये । 

श्रीभगवान खोले ब्रह्मन्‌ ! रूपवान्‌, गुणवान्‌, 
कुलीन, तरुण, समृद्धिशाली और धन-घान्यसे सम्पन्न 
वरको कन्यादान करनेका जो फल होता है, उसे श्रवण 
करो । जो मनुष्य आभूषणोंसे युक्त कन्याका दान करता 
है, उसके द्वारा पर्वत, बन और काननोंसहित सम्पूर्ण 
पृथ्वीका दान हो जाता है। जो पिता कन्याका शुल्क 
लेकर खाता है, वह मरकमें पड़ता है । जो मूर्ख अपनी 
पुत्रीको बेच देता है, उसका कभी नरकसे उद्धार नहीं 
होता। जो लोभवश अयोग्य पुरुषको कन्यादान देता है, 
बह रौरव नरकमें पड़कर अन्तमें चाष्डाल होता है ।* 
इसीसे विद्वान्‌ पुरुष दामादसे शुल्क लेनेका कभी विचार 
भी मनमें नहीं लाते। अपनी ओरसे दामादको जो कुछ 
दिया जाता है, वह अक्षय हो जाता है। पृथ्वी, गौ, 
सोना, धन-धान्य और वस्न आदि जो कुछ दामादको 
दहेजके रूपमें दिया जाता है, सब अक्षय फलका 
देनेवाला होता है। जैसे कटी हुई डोर घड़ेके साथ स्वये 


भी कुएँमें डूब जाती है, उसी प्रकार यदि दाता संकल्प 
किये हुए दानको भूल जाता है और दान लेनेवाला पुरुष 
फिर उसे याद दिलाकर माँगता नहीं तो वे दोनों नरकमें 
पड़ते हैं । सात्विक पुरुषको उचित है कि वह जामाताको 
दहेजमें देनेके लिये निश्चित की हुई सभी वस्तु. अवश्य 
दे डाले। न देनेपर पहले तो वह नरकमें पड़ता है; फिर 
अतिग्रह लेनेबालेके दासके रूपें जन्म ग्रहण करता है । 

जो बहुत खाता हो, अधिक दूर रहता हो, अत्यधिक 
घनवान्‌ हो, जिसमें अधिक दुष्टता हो, जिसका कुल 
उत्तम न हो तथा जो मूर्ख हो--इन छः मनुष्योंको कन्या 
नहीं देनो चाहिये । इसी प्रकार अतिवृद्ध, अत्यन्त दीन, 
रोगी, अति निकट रहनेवाले, अत्यन्त क्रोधी और 
असन्तुष्ट--इन छः ्यक्तियोंको भी कन्यादान नहीं 
करना चाहिये । इन्हें कन्या देकर मनुष्य नरकमें पड़ता 
है। धनके लोभसे या सम्मान मिळनेकी आशासे जो 
कन्या देता या एक कन्या दिखाकर दूसरौका विवाह कर 
देता है, वह भी नरकगामी होता है। जो प्रतिदिन इस 
परम उत्तम पुण्यमय उपाख्यानका श्रवण करता है, उसके 
जन्म-जन्मके पाप नष्ट हो जाते हैं। 


— ह नमन 


तुलाधारके सत्य और समताकी प्रशंसा, सत्यभाषणव्छी महिमा, लोभ-स्यागके विषयमे 
एक शुद्रकी कथा और मूक चाण्डाल आदिका परमधामगमन 


आह्ाणने कहा--प्रभो ! यदि मुझपर आपकी 
कृपा हो तो अब तुलाधारके चरित्र और अनुपम 
प्रभावका पूरा-पूरा वर्णन कीजिये । 

श्रीभगवान्‌ बोले--जो सत्यका पालन करते हुए. 
लोभ और दोषबुद्धिका त्याग करके प्रतिदिन कुछ दान 
करता है, उसके द्वारा मानो नित्यप्रति उत्तम दक्षिणासे 
युक्त सौ यज्ञोंका अनुष्ठान होता रहता है । सत्यसे सूर्यका 
उदय होता है, सत्यसे ही वायु चलती रहती है, सत्यके 


ही प्रभावसे समुद्र अपनी मर्यादाका उल्लङ्खन नहीं करता 
और भगवान्‌ कच्छप इस पृथ्वीको अपनी पीठपर घारण 
किये रहते हैं। सत्यसे ही तीनों लोक और समस्त पर्वत 
टिके हुए हैं। जो सत्यसे भ्रष्ट हो जाता है, उस प्राणीको 
निश्चय ही नरकमें निवास करना पड़ता है। जो सत्य 
वाणी और सत्य कार्यमें सदा संलम रहता है, बह इसी 
शरीरसे भगवान्के धाममें जाकर भगवत्स्वरूप हो जाता 
है। सत्यसे ही समस्त ऋषि-मुनि मुझे प्राप्त होकर 


जयः पुनः शुल्कमश्राति स याति नरकं नरः । विक्रीत्वा चात्मजां भूढो नरकान्न निवर्तते ॥ 
लोभादसदूशे पुंसि कन्यां यस्तु प्रयच्छति । रौरं नरकं प्राप्य चाण्डालत्वं च गच्छति॥ 


(४९। ९०-९९) 


१९० 


= अर्चयस्व हषीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ « 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


शाश्चत गतिमें स्थित हुए हैं। सत्यसे ही राजा युधिष्ठिर 
सशरीर स्वर्गमें चले गये ।* उन्होंने समस्त शत्रुओंको 
जीतकर धर्मके अनुसार लोकका पालन किया। अत्यन्त 
दुर्लभ एवं विशुद्ध राजसूय यज्ञका अनुष्ठान किया। वे 
प्रतिदिन चौरासी हजार ब्राह्मणॉंको भोजन कराते और 
उनकी इच्छाके अनुसार पर्याप्त धन दान करते थे। जब 
यह जान लेते कि इनमेंसे प्रत्येक ब्राह्मणकी दरिद्रता दूर 
हो चुकी है, तभी उस नाह्मण-समुदायको विदा करते 
थे। यह सब उनके सत्यका ही प्रभाव था! राजा 
हरिश्चन्द्र सत्यका आश्रय लेनेसे ही वाहन, परिवार तथा 
अपने विशुद्ध शरीरके साथ सत्यलोकमें प्रतिष्ठित हैं। 
इनके सिवा और भी बहुत-से राजा, सिद्ध, महर्षि, ज्ञानी 
और यज्ञकर्ता हो चुके हैं, जो कभी सत्यसे विचलित नहीं 
हुए। अतः लोकमें जो सत्यपरायण है, वही संसारका 
उद्धार करनेमें समर्थ होता है। महात्मा तुलाधार 
सत्यभाषणमें स्थित हैं। सत्य बोलनेके कारण ही इस 
जगत्में उनकी समानता करनेवाला दूसरा कोई नहीं है। 
ये त्तुलाधार कभी झूठ नहीं बोलते। महँगी और सस्ती 
सब प्रकारकी वस्तुओंके खरीदने-बेचनेमे ये बड़े 
बुद्धिमान्‌ हैं। 
विशेषतः साक्षीका सत्य वचन ही उत्तम माना गया 
है। कितने ही साक्षी सत्यभाषण करके अक्षय स्वर्गको 
प्राप्त कर चुके हैं । जो वक्ता विद्वान्‌ सभामें पहुँचकर सत्य 
बोलता है, वह ब्रह्माजीके धामको, जो अन्यान्य यञ्ोद्वारा 
दुर्लभ है, प्राप्त होता है । जो सभामें सत्यभाषण करता है, 
उसे अश्वमेघ यज्ञका फल मिलता है । लोभ और द्वेषवशा 
झूठ बोलनेसे मनुष्य रौर नरकमें पड़ता है। तुलाधार 
सबके साक्षी हैं, वे मनुष्योंमें साक्षात्‌ सूर्य ही हैं। विशेष 
बात यह है कि रोभका परित्याग कर देनेके कारण 
मनुष्य स्वर्गमें देवता होता है। 


एक महान्‌ भाग्यशाली शूद्र था, जो कभी लोभमें 
नहीं पड़ता था। वह साग खाकर, बाजारसे अन्नके दाने 
चुनकर तथा खेतोंसे धानकी बालें बीनकर बड़े दुःखसे 
जीवन-निर्वाह करता था । उसके पास दो फटे-पुराने वस्न 
थे तथा वह अपने हाथोंसे ही सदा पात्रका काम लेता 
था। उसे कभी किसी वस्तुका लाभ नहीं हुआ, तथापि 
वह पराया धन नहीं लेता था । एक दिन मैं उसकी परीक्षा 
करनेके लिये दो नवीन वस्न लेकर गया और नदीके 
तीरपर एक कोनेमें उन्हें आदरपूर्वक रखकर अन्यत्र जा 
खड़ा हुआ । शूद्रने उन दोनों बस्त्रोंको देखकर भी मनमें 
लोभ नहीं किया और यह समझकर कि ये किसी औरके 
पड़े होंगे चुपचाप घर चला गया । तत्र यह सोचकर कि 
बहुत थोड़ा लाभ होनेके कारण ही उसने इन वस्त्रोंको 
नहीं लिया होगा, मैने गूलरके फलमें सोनेका टुकड़ा 
डालकर उसे बहीं रख दिया । मगध प्रदेश, नदीका तट 
और कोनेका निर्जन स्थान--ऐसी जगह पहुँचकर उसने 
उस अद्भुत फलको देखा । उसपर दृष्टि पड़ते ही वह 
बोल उठा--'बस, बस; यह तो कोई कृत्रिम विधान 
दिखायी देता है। इस समय इस फलको ग्रहण कर 
लेनेपर मेरी अलोभवृत्ति नष्ट हो जायगी। इस धनकी 
रक्षा करनेमें बड़ा कष्ट होता है। यह अहँकारका स्थान 
है । जितना ही लाभ होता है, उतना ही लोभ बढ़ता जाता 
है। लाभसे ही लोभकी उत्पत्ति होती है। लोभसे ग्रस्त 
मनुष्यको सदा ही नरकमें रहना पड़ता है। यदि यह 
गुणहीन द्रव्य मेरे घरमें रहेगा तो मेरी स्त्री और पुत्रोंको 
उन्माद हो जायगा । उन्माद कामजनित विकार है । उससे 
बुद्धिमें भ्रम हो जाता है, भ्रमसे मोह और अहंकारकी 
उत्पत्ति होती है । उनसे क्रोध और लोभका प्रादुर्भाव होता 
है! इन सबकी अधिकता होनेपर तपस्याका नाश हो 
जायगा! तपस्याका क्षय हो जानेपर चित्तको मोहमें 


*“सत्येनोदयते सूरे वाति वातस्तधैव च।न लङ्घयेत्‌ समुद्रस्तु कूर्मो वा धरणीं यथा॥ 
सत्येन रोकास्तिष्ठन्ति सर्वे च चसुघाघरः । सत्यादश्रष्टोऽथ यः सत्वोऽप्यधोवासी भवेद्ध्रुवम्‌ ॥ 


सत्यवाचि रतो यस्तु सत्यकार्यरठः सदा । सशररिण स्बरलोकमागत्याच्युततां 


ब्रजेत्‌ ॥ 


सत्येन सुनयः सर्वे मां च गत्वा स्थिराः स्थिताः । सत्याद्‌ युधिष्ठिरो राजा सशरीरो दिवे गतः ॥ 


(५०।३—६) 


सृष्टिखण्ड ] 


+ तुलाघारके सत्य, समताकी प्रशंसा; मूक चाण्डाल आदिका परमधामगमन » 


१९१ 


डालनेबाला मालिन्य पैदा होगा। उस मलिनता- 
रूप साँकलमें बैध जानेपर मनुष्य फिर ऊपर नहीं 
उठ सकता ।' , 
यह विचारकर वह शूद्र उस फलको वहीं छोड़ घर 
चला गया। उस समय स्वर्गस्थ देवता भसन्नताके साथ 
“साधु-साधुः कहकर उसकी प्रशंसा करने लगे । तब मैं 
एक क्षपणकका रूप धारण करके उसके घरके पास 
गया और लोगोंको उनके भाग्यकी बातें बताने लगा । 
विशेषतः भूतकालकी बात बताया करता था। फिर 
लोगोंके बारम्बार आने-जानेसे यह समाचार सब ओर 
फैल गया। यह सुनकर उस शूद्रकी स्त्री भी मेरे पास 
आयी और अपने भाभ्यका कारण पूछने लगी । तब मैंने 
तुरंत ही उसके मनकी बात बता दी और एकान्तमें स्थित 
होकर कहा--'महाभागे ! विधाताने आज तेरे लिये 
बहुत धन दिया था, किन्तु तेरे पतिने मूर्खकी भाँति 
उसका परित्याग कर दिया है । तेरे घरमें धनका बिलकुल 
अभाव है। अतः जबतक तेरा पति जीवित रहेगा, 
तबतक उसे दरिद्रता ही भोगनी पड़ेगी--इसमें तनिक 
भी सन्देह नहीं है । माता ! तू शीघ्र ही अपने घर जा और 
पतिसे उस धनके विषयमें पूछ ।' इस मङ्गलमय वचनको 
सुनकर यह अपने पतिके पास गयी और उस दुःखद 
वृत्तान्तकी चर्चा करने लगी । उसकी बातको सुनकर 
शूद्रको बड़ा विस्मय हुआ । वह कुछ सोचकर पलीको 
साथ लिये मेरे पास आया और एकान्तमें मुझसे 
ब्रोला--' क्षपणक ! बताओ, तुम क्या कहते थे ?' 
क्षपणक बोल्का--तात ! तुम्हें प्रत्यक्ष धन प्राप्त 
हुआ था; फिर भी तुमने अवज्ञपूर्वक तिनकेकी भाँति 
उसका त्याग कर दिया | ऐसा क्‍यों किया ? जान पड़ता 
है तुम्हारे भाग्यमें भोग नहीं बदा है। धनके अभावमें 
तुम्हें जन्मसे लेकर मृत्युतक अपने और बन्धु-बान्धवोंके 
दुःख देखने पड़ेंगे; प्रतिदिन मृतकोंकी-सी अवस्था 
भोगनी पड़ेगी | इसलिये शीघ्र ही उस धनको ग्रहण करो 
और निष्कण्टक भोग भोगो । 
झूद्रने क्कहा-- क्षपणक ! मुझे धनकी इच्छा नहीं 
है। धन संसार-बन्धनमें डालनेचाला एक जाल है। 


उसमें फँसे हुए मनुष्यका फिर उद्धार नहीं होता। इस 
लोक और परलोकमें भी घनके जो दोष हैं, उन्हें सुनो । 
धन रहनेपर चोर, बन्धु-बान्धव तथा राजासे भी भय प्राप्त 
होता है। सन मनुष्य [उस धनको हड़प लेनेके लिये] 
धनी व्यक्तिको मार डालनेकी अभिलाषा रखते हैं; फिर 
धन कैसे सुखद हो सकता है? धन प्राणोंका घातक 
और पापका साधक है। धनीका घर काल एवं काम 
आदि दोषोंका निकेतन बन जाता है। अतः धन दुर्गतिका 
प्रधान कारण है। 

क्षपणक खोला--जिसके पास धन होता है, 
उसीको मित्र मिलते हैं । जिसके पास धन है, उसके सभी 
भाई-बन्धु हैं। कुल, झील, पाण्डित्य, रूप, भोग, यश 
और सुख--ये सन धनवान्‌को ही प्राप्त होते हैं। धनहीन 
मनुष्यको तो उसके स्त्री-पुत्र भी त्याग देते हैं; फिर उसे 
मित्रोंकी प्राप्ति कैसे हो सकती है। जो जन्मसे दरिद्र हैं, 
वे धर्मका अनुष्ठान कैसे कर सकते हैं। स्वर्गप्राप्तिमें 
उपकारक जो सात्त्विक यज्ञकार्य तथा पोखरे खुदवाना 
आदि कर्म हैं, वे भी धनके अभावमें नहीं हो सकते। 
दान संसारके लिये स्वर्गकी सीढ़ी है; किन्तु निर्धन 
व्यक्तिके द्वारा उसकी भी सिद्धि होनी असम्भव है | ब्रत 
आदिका पालन, धर्मोपदेश आदिका श्रवण, पितृ-यज्ञ 
आदिका अनुष्ठान तथा तीर्थ-सेवन--ये शुभकर्म 
धनहीन मनुष्यके किये नहीं हो सकते । रोगोंका निवारण, 
पथ्यका सेवन, औषधोंका संग्रह, अपने शरीरकी रक्षा 
तथा शत्रुऑपर विजय आदि कार्य भी धनसे ही सिद्ध 
होते हैं, इसलिये जिसके पास बहुत धन हो, उसीको 
इच्छानुसार भोग प्राप्त हो सकते हैं। धन रहनेपर तुम 
दानसे ही शीघ्र स्वर्गकी प्राप्ति कर सकते हो । 

झुले कहा--कामनाओंका त्याग करनेसे ही 
समस्त ब्रतोंका पालन हो जाता है। क्रोध छोड़ देनेसे 
तीर्थोका सेवन हो जाता है। दया ही जपके समान है। 
सन्तोष ही शुद्ध धन है, अहिंसा ही सबसे बड़ी सिद्धि 
है, शिलोञ्छवृत्ति ही उत्तम जीविका है । सागका भोजन 
ही अमृतके समान है। उपवास ही उत्तम तपस्या है। 
सन्तोष ही मेरे लिये बहुत बड़ा भोग है । कौड़ीका दान 


१९२ 


+ अर्चयस्व हवीकेश यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


ही मुझ-जैसे व्यक्तिके लिये महादान है। परायी खनियाँ 
माता और पराया धन मिट्टीके ढेलेके समान है । परस्त्री 
सर्पिणीके समान भयङ्कर है। यही सन मेरा यज्ञ है। 
गुणनिधे ! इसी कारण मैं उस धनको नहीं ग्रहण करता । 
यह मैं सच-सच बता रहा हूँ। कीचड़ लगाकर धोनेकी 
अपेक्षा दूरसे उसका स्पर्श न करना ही अच्छा है। 
श्रीभगवान्‌ कहते हैं--मसश्रेष्ट ! उस शूद्रके 
इतना कहते ही सम्पूर्ण देवता उसके शरीर और 
मस्तकपर फूलोंकी वर्षा करने लगे। देवताओंके नगारे 
नज उठे। गन्धर्वोका गान होने लगा! तुरंत ही 


आकाशसे विमान उतर आया। देवताऑने कहा-- 
“धर्मात्मन्‌! इस विमानपर बैठो और सत्यल्त्रेकमें 
चलकर दिव्य भोगोंका उपभोग करो। तुम्हारे उपभोग- 
कालका कोई परिमाण नहीं है--अनन्त कालतक तुम्हें 
पुण्यॉका फल भोगना है ।' देवगणोके यों कहनेपर शूद्र 
बोला---'इस क्षपणकको ऐसा ज्ञान, ऐसी चेष्टा और इस 
प्रकार भाषणकी शक्ति कैसे प्राप्त हुई है ? इसके रूपमें 
भगवान्‌ विष्णु, शिव, ब्रह्मा, शुक्र अथवा बृहस्पति-- 
इनमेंसे तो कोई नहीं है ? अथवा मुझे छलनेके लिये 


साक्षात्‌ धर्म ही तो यहाँ नहों आये हैं ?' शूद्रके ऐसे 
बचन सुनकर क्षपणकके रूपमें उपस्थित हुआ मैं हैसकर 
बोला--'महामुने ! मैं साक्षात्‌ विष्णु हूँ, तुम्हारे धर्मको 
जाननेके लिये यहाँ आया था। अब तुम अपने परिवार- 
सहित विमानपर बैठकर स्वर्गको जाओ ।' 

तदनन्तर वह शूद्र दिव्य आभूषण और दिव्य 
वरखोंसे सुशोभित हो सहसा परिवारसहित स्वर्गलोकको 
चला गया। इस प्रकार उस झुद्रपरिवारके सब लोग 
लोभ त्याग देनेके कारण स्वर्ग सिधारे। बुद्धिमान्‌ 
तुलाधार धर्मात्मा हैं। वे सत्यधर्ममें प्रतिष्ठित हैं। 
इसीलिये देशान्तरमें होनेवाली बातें भी उन्हें शात हो 
जाती हैं। तुलाधारके समान प्रतिष्ठित व्यक्ति देबलोकमें 
भी नहीं है। जो मनुष्य सब धर्मोमि प्रतिष्ठित होकर इस 
पवित्र उपाख्यानका श्रवण करता है, उसके जन्म-जन्मके 
पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। एक बारके पाठसे उसे सन 
यज्ञोंका फल मिल जाता है। बह लोकमें श्रेष्ठ और 
देवताओंका भी पूज्य होता है। 

व्यासजी कहते है--तदनन्तर, मूक चाण्डाल 
आदि सभी धर्मात्मा परमधाम जानेकी इच्छासे भगवानके 
पास आये। उनके साथ उनकी स्त्रियाँ तथा अन्यान्य 
परिकर भी थे। इतना ही नहीं, उनके घरके आस-पास 
जो छिपकलियाँ तथा नाना प्रकारके कीड़े-मकोड़े आदि 
थे, बे देवस्वरूप होकर उनके पीछे-पीछे जानेको 
उपस्थित थे। उस समय देवता, सिद्ध और महर्षिण 
*धन्य-घन्य' के नारे लगाते हुए फूलॉकी वर्षा करने 
लगे । विमानों और वनोंमें देवताओके नगारे बजने लगे । 
वे सब महात्मा अपने-अपने विमानपर आरूढ़ हो 
विष्णुघामको पधारे । ब्राह्मण नरोत्तमने यह अद्भुत दृश्य 
देखकर श्रीजनार्दनसे कहा--'देवेश ! मधुसूदन !! मुझे 
कोई उपदेश दीजिये ।' 

श्रीभगवान खोले--तात ! तुम्हरे माता- 
पिताका चित्त शोकसे व्याकुल हो रहा है; उनके पास 
जाओ। उनकी यत्रपूर्वक आराधना करके तुम शीघ्र ही 
मेरे घाममें जाओगे। माता-पिताके समान देवता 
देवलोकमें भी नहीं हैं। उन्होंने शैशबकालमें तुम्हारे 


सृष्टिखण्ड ] + पोखरे खुदाने, वृक्ष लगाने, पीपल और देखताओंकी पूजा करने आदिका माहात्म्य + 


१९३ 


>५९५५५८४५७४७५०७७४७७४७ ७४३७७७४३४७ ३ ७७७७४७७३७७ ७७ ७७७५७३७७७७ ४७ कक *.० ३४ <४ 34234 ती कि केलेतर he 


घिनौने शरीरका सदा पालन किया है! उसका पोषण 
करके बढ़ाया है। तुम अज्ञान-दोषसे युक्त थे, माता- 
पिताने .तुम्हें सज्ञान बनाया है। चराचर प्राणियों- 
सहित समस्त त्रिलोकीमें भी उनके समान पूज्य कोई 
नहीं है। 

व्यासजी कहते हैं--तदनन्तर देवगण मूक 
चाण्डाल, पतिव्रता शुभा, तुलाधार वैश्य, सज्जनाद्रोहक 
और वैष्णव संत--इन पाँचों महात्माओऑंको साथ ले 
प्रसन्नतापूर्वक भगवानूकी स्तुति करते हुए वैकुण्ठधाममें 
पधारे। वे सभी अच्युत-स्वरूप होकर सम्पूर्ण लोकोंके 


ऊपर स्थित हुए। नरोत्तम ब्राह्मणने भी यत्रपूर्वक 
माता-पिताकी आराधना करके थोड़े कालमें ही कुटुम्ब- 
सहित भगवद्धामको प्राप्त किया । शिष्यगण ! यह पाँच 
महात्माओंका पवित्र उपाख्यान मैने तुम्हें सुनाया है । जो 
इसका पाठ अथवा श्रवण करेगा, उसकी कभी दुर्गति 
नहीं होगी । वह ब्रह्महत्या आदि पापॉसे कभी लिप्त नहीं 
हो सकता । मनुष्य करोड़ों गोदान करनेसे जिस फलको 
आप्त करता है, पुष्कर तीर्थ और गङ्गानदीमें स्नान करनेसे 
उसे जिस फलकी आसि होती है, बही फल एक बार इस 
उपाख्यानके सुनने मात्रसे मिल जाता है । 


— 00 
पोखरे खुदाने, वृक्ष लगाने, पीपलकी पूजा करने, पौंसले (प्याक) चलाने, गोचरभूमि 
छोड़ने, देवालय बनवाने और देवताओंकी पूजा करनेका माहात्म्य 


ज्राह्मणोंने कहा--मुनिश्रेष्ठ ! यदि हमलोगोपर 
आपका अनुग्रह हो तो उन श्रेष्ठ कर्माका वर्णन कीजिये, 
जिनसे संसारमें कीर्ति और धर्मकी प्राप्ति होती है। 

व्यासजीने कहा--जिसके खुदवाये हुए पोखरेमें 
अथवा जनमे गौएँ एक मास या सात दिनोंतक तृप्त रहती 
हैं, नह पवित्र होकर सम्पूर्ण देवताओंद्वारा पूजित होता 
है। विशेषतः प्रतिष्ठाके द्वारा पवित्र हुई पोखरीके जलका 
दान करमेसे जो फल होता है, वह सब सुनो। पोखरेमें 
जब मेध वर्षा करता है, उस समय जलके जितने छीटे 
उछलते हैं, उतने ही हजार वर्षातक पोखरा बनवानेवाला 
मनुष्य स्वर्गलोकका सुख भोगता है । जलसे खेती पकती 
है, जिससे मनुष्यको प्रसन्नता होती है। जलके बिना 
प्राणॉका धारण करना असम्भव है। पितरोंका तर्पण, 
शौच, सुन्दर रूप और दुर्गन्धका नाश--ये सब जलपर 
ही निर्भर हैं। इस जगतमें संग्रह किये हुए सम्पूर्ण 
बीजोाँका आधार जल ही है । कपड़े धोना और बर्तनोंको 
माँज-धोकर चमकीला बनाना भी जलके ही अधीन है। 
इसीसे प्रत्येक कार्यमें जलको पवित्र माना गया है । अतः 
सब प्रकारसे प्रयत्न करके सारा बल और सारा धन 
छगाकर बावली, कुंऔ तथा पोखरा बनवाने चाहिये । 
जो निर्जल प्रदेशमें जलाशय बनवाता है, उसे प्रतिदिन 


इतना पुण्य प्राप्त होता है, जिससे वह एक-एक दिनके 
पुण्यके बदले एक-एक कल्पतक स्तर्गमें निवास करता 
है। जो पुरुष प्रतिदिन दूसरोंके उपकारके लिये चार हाथ 
कुआँ खोदता है, बह एक-एक वर्षके पुण्यका एक-एक 
कल्पतक स्वर्गमें रहकर उपभोग करता है। जलाशय 
बनानेका उपदेश देनेवाखेको एक करोड़ वर्षोतक स्वर्गका 
निवास प्राप्त होता है तथा जो स्वयं जलाशय ननवाता है, 
उसका पुण्य अक्षय होता है। 

पूर्वकालकी नात है, किसी धनीके पुत्रने एक 
विख्यात जलाशयका निर्माण कराया, जिसमें उसने दस 
हजार सोनेकी मुहरें व्यय की थीं। धनीने अपनी पूरी 
शक्ति लगाकर जाणपणसे चेष्टा करके बड़ी श्रद्धाके साथ 
सम्पूर्ण प्राणियॉके उपकारके लिये नह कल्याणम 
जलाशय तैयार कराया था। कुछ कालके पश्चात्‌ वह 
निर्धन हो गया। उसके बाद एक दूसरा धनी उसके 
बनवाये हुए जलाशयका मूल्य देनेको उद्यत हुआ और 
कहा--'मैं इस जलाशयके लिये दस हजार स्वर्ण-मुद्राएँ, 
दूँगा। इसे खुदवानेका पुण्य तो तुम्हें मिल ही चुका है। 
मैं केवल मूल्य देकर इसके ऊपर अपना अधिकार 
करना चाहता हूँ। यदि तुम्हें लाभ जान पड़े तो मेरा 
प्रस्ताव स्वीकार करो ।' धनीके ऐसा कहनेपर जलाशय- 


१९४ 


५७७७००००७2220295820202262090::६902220०2499404202200220022०54224240-2:29002-90०००००००००००५०९००९०-७०७७७००३०९००९%०.. 


[ संक्षिप्त यद्मपुराणा 


निर्माण करानेवालेने उसे इस प्रकार उत्तर दिया-- 
“भाई ! दस हजारका पुण्यफल तो इस जलाशयसे मुझे 
रोज ही प्राप्त होता है । पुण्यवेत्ताओंने जलाशय-निर्माणका 
ऐसा ही पुण्य माना है । इस निर्जल प्रदेशमें मैंने यह 
'कल्याणमय सरोवर निर्माण कराया है, इसमें सब लोग 
अपनी इच्छाके अनुसार स्नान और जलपान आदि कार्य 
करते हैं।' 
उसकी यह बात सुनकर लोगोंने खूब हँसी उड़ायी । 
'तब वह लज्जासे पीड़ित होकर बोला--'हमारी यह बात 
सच है; विश्वास न हो तो धर्मानुसार इसकी परीक्षा कर 
लो।' धनीने ईर्ष्यापूर्वक कहा-- 'बाबू ! मेरी बात 
सुनो । मैं पहले तुम्हें दस हजार स्वर्णमुद्रा देता हूँ। 
इसके बाद मैं पत्थर लाकर तुम्हारे जलाशयमें डालूँगा। 
पत्थर स्वाभाविक ही पानीमें डूब जायगा । फिर यदि वह 
समयानुसार पानीके ऊपर आकर तैरने लगेगा तो मेरा 
रुपया मारा जायगा ! नहीं तो इस जलाशयपर धर्मतः मेरा 
अधिकार हो जायगा।' जलाशय बनवानेवालेने 'बहुत 
अच्छा' कहकर उससे दस हजार मुद्राएँ ले लीं और 
अपने घरको चल दिया। धनीने कई गवाह बुलाकर 
उनके सामने उस महान्‌ जलाशयमें पत्थर गिराया। 
उसके इस कार्यको मनुष्यों, देवताओं और असुरेनि भी 
देखा । तब धर्मके साक्षीने धर्मतुलापर दस हजार स्वर्ण- 
मुद्राएँ और जलाशयके जलको तोला; किन्तु वे मुद्राएँ 
जलाशयसे होनेवारे एक दिनके जल-दानकी भी तुलना 
न कर सकीं। अपने धनको व्यर्थ जातें देख घनीके 
इदयको बडा दुःख हुआ । दूसरे दिन वह पत्थर भी 
द्वीपकी भाँति जलके ऊपर तैरने लगा | यह देख ल्ोगॉमें 
बड़ा कोलाहल भचा । इस अद्भुत घटनाकी नात सुनकर 
घनी और जल्त्रशयका स्वामी दोनों ही प्रसन्नतापूर्वक वहाँ 
आये । पत्थरको उस अवस्थामें देख धनीने अपनी दस 
हजार मुद्राएँ उसीकी मान लीं। तत्पश्चात्‌ जलाझयके 
स्वामीने ही वह पत्थर उठाकर दूर फेक दिया । 
नष्ट होते हुए जलाशयको पुनः खुदवाकर उसका 
उद्धार करनेसे जो पुण्य होता है, उसके द्वारा मनुष्य 
स्वर्गमे निवास करता है तथा प्रत्येक जन्ममें बह शान्त 


और सुखी होता है। अपने गोत्रके मनुष्य, माताके 
कुटुम्बी, सजा, सगे-सम्बन्धी, मित्र और उपकारी पुरुषोंके 
खुदवाये हुए जलाशयका जीर्णोद्धार करनेसे अक्षय 
'फलकी प्राप्ति होती है । तपस्वियों, अनाथों और विशेषतः 
ब्राह्मणोके लिये जलाशय खुदवानेसे भी मनुष्य अक्षय 
स्वर्गका सुख भोगता है । इसलिये ब्राह्मणो ! जो अपनी 
शक्तिके अनुसार जलाशय आदिका निर्माण कराता है, 
वह सब पापोंके क्षय हो जानेसे [अक्षय] पुण्य तथा 
मोक्षको प्राप्त होता है। जो धार्मिक पुरुष लोकमें इस 
महान्‌ धर्ममय उपाख्यानको सुनाता है, उसे सब प्रकारके 
जलाशय-दान करनेका फल होता है । सूर्यमहणके समय 
गङ्गाजीके उत्तम तटपर एक करोड़ गोदान करनेका जो 
फल होता है; बही इस प्रसङ्गको सुननेसे मनुष्य प्राप्त कर 
लेता है। 
अब मै सम्पूर्ण वृक्षेके लगानेका अलग-अलग 
'फल कहूँगा। जो जलाशयके तटपर चारों ओर पवित्र 
वृक्षोंको लगाता है, उसके पुण्यफलका वर्णन नहीं किया 
जा सकता। अन्य स्थानोमें वृक्ष लगानेसे जो फल प्राप्त 
होता है, जलके समीप लगानेपर उसकी अपेक्षा करोड़ों- 
गुना अधिक फल होता है । अपने बनवाये हुए पोखरेके 
किनारे वृक्ष लगानेबाला मनुष्य अनन्त फलूका भागी 
होता है। 
जलाशयके समीप पीपलका वृक्ष लगाकर मनुष्य 
जिस फलको प्राप्त करता है, वह सैकड़ों यज्ञोंसे भी नहीं 
मिल सकता । प्रत्येक पर्वके दिन जो उसके पत्ते जलमें 
गिरते हैं, वे पिण्डके समान होकर पितरोंको अक्षय तृप्ति 
प्रदान करते हैं तथा उस वृक्षपर रहनेवाले पक्षी अपनी 
इच्छाके अनुसार जो फल खाते हैं, उसका ब्राह्मण- 
भोजनके समान अक्षय फल होता है। गर्मकि समयमें 
गौ, देवता और ब्राह्मण जिस पीपलकी छायामें बैठते हैं, 
उसे लगानेवाले भनुष्यके पितरोंको अक्षय स्वर्गकी प्राप्त 
होती है । अतः सब प्रकारसे प्रयत्न करके पीपलका वृक्ष 
लगाना चाहिये। एक वृक्ष लगा देनेपर भी मनुष्य स्वर्गसे 
भ्रष्ट नहीं होता। रसेकि क्रय-विक्रयके लिये नियत 
रमणीय स्थानपर, मार्गमें और जलाशयके किनारे जो 


सृष्टिखण्ड } + पोखरे खुदाने, वृक्ष लगाने, पीपल और देवताओंकी पूजा करने आदिका याहारप्य + 


35५७७५०००५००७५५०४७५४४७०»७५७७५४५ ००४७» 9 ४2.०2%4०४४&»४&४+&»४*55 ४» »४*०9»*४७०»०४5 ०४०७७ ४००७५७४/# 5 ४५ ४४५४: heehee eA 


१२५ 


वृक्ष लगाता है, वह मनोरम स्वर्गको प्राप्त होता है। 
ब्राह्मणो ! पीपलके वृक्षकी पूजा करनेसे जो पुण्य 
होता है, उसे बतलाता हूँ; सुनो । जो मनुष्य खान करके 
'पीपलके. वृक्षका स्पर्श करता है, वह सब पापोंसे मुक्त 
हो जाता है। जो बिना नहाये पीपलका स्पर्श करता है, 
* उसे स्त्रानजन्य फलकी प्राप्ति होती है। अश्वत्थके दर्दानसे 
पापका नाश और स्पर्शसे लक्ष्मीकी प्राप्ति होती है, 
उसकी प्रदक्षिणा करनेसे आयु बढ़ती है। अश्वत्थ 
वृक्षको हविष्य, दूध, नैवेद्य, फूल, धूप और दीपक 
अर्पण करके मनुष्य स्वर्गसे भ्रष्ट नहीं होता । पीपलकी 
जड्के पास बैठकर जो जप, होम, स्तोत्र-पाठ और यन्त्र- 
भन्त्रादिके अनुष्ठान किये जाते हैं, उन सबका फल 
करोड़गुना होता है। जिसकी जड़में श्रीविष्णु, तनेमें 
भगवान्‌ शङ्कर तथा अश्रभागमें साक्षात्‌ ब्रह्माजी स्थित 
हैं, उसे संसारमें कौन नहीं पूजेगा। सोमवती 
अमावास्याको मौन होकर स्नान और एक हजार गौओंका 
दान करनेसे जो फल प्राप्त होता है, वही फल अश्वत्थ 
वृक्षको प्रणाम करनेसे मिल जाता है। अश्वत्थकी सात 
बार प्रदक्षिणा करनेसे दस हजार गौओकि और इससे 
अधिक अनेकों बार परिक्रमा करनेपर करोड़ों गौओकि 
दानका फल प्राप्त होता है। अतः पीपल वृक्षकी परिक्रमा 
सदा ही करनी चाहिये। 
विप्रगण ! यीपलके वृक्षके नीचे जो फल, मूल 
और जल आदिका दान किया जाता है, वह सब अक्षय 
होकर जन्म-जन्मान्तरोंमें प्राप्त होता रहता है। पीपलके 
समान दूसरा कोई वृक्ष नहीं है। अश्वत्थ वृक्षके रूपमें 
साक्षात्‌ श्रीहरि ही इस भूतल्पर विराजमान हैं। जैसे 
संसारमें ब्राह्मण, गौ तथा देवता पूजनीय होते हैं, उसी 
प्रकार पीपलका वृक्ष भी अत्यन्त पूजनीय माना गया है। 
पीपलको रोपने, रक्षा करने, छूने तथा पूजनेसे वह 
क्रमशः धन, पुत्र, स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करता है। जो 
मनुष्य अश्वत्थ वृक्षके शरीरमें कहीं कुछ चोट पहुँचाता 
है--उसवी डाली या टहनी काट लेता है, वह एक 
कल्पतक नरक भोगकर चाण्डाल आदिकी योनिमें जन्म 
अहण करता है। और जो कोई पीपलको जड़से काट 


ssexeensreerpesansnesee seen 


देता है, उसका कभी नरकसे उद्धार नहीं होता। यही 
नहीं, उसकी पहली कई पीढ़ियाँ भयंकर रौरव नरकमें 
पड़ती हैं। बेलके आठ, बरगदके सात और नीमके दस 
वृक्ष लगानेका जो फल होता है, पीपलका एक पेड़ 
लगानेसे भी वही फल होता है। 

अन मैं पौंसले (प्याऊ) का लक्षण बताता हूँ। 
जहाँ जलका अभाव हो, ऐसे मार्गमें पवित्र स्थानपर एक 
मण्डप ननाये। वह मार्ग ऐसा होना चाहिये, जहाँ 
बहुत-से पथिकोंका आना-जाना लगा रहता हो। वहाँ 
मण्डपमें जलका प्रबन्ध रखे और गर्मी, बरसात तथा 
डारदऋतुमें बटोहियोंको जल पिलाता रहे । तीन वर्षोतक 
इस प्रकार पौंसलेको चालू रखनेसे पोखरा खुदवानेका 
पुण्य प्राप्त होता है। जो जलहीन प्रदेशमें ग्रीष्पके समय 
एक मासतक पौंसला चलाता है, वह एक कल्पतक 
स्वर्गमें सम्मानपूर्वक निवास करता है । जो पोखरे आदिके 
'फलको पढ़ता अथवा सुनाता है, वह पापसे मुक्त होता 
है और उसके अभावसे उसकी सद्गति हो जाती है। अब 
ब्ह्माजीने सेतु बाँधनेका जैसा फल बताया है, वह सुनो । 
जहाँका मार्ग दुर्गम हो, दुस्तर कीचड़से भरा हो तथा जो 
प्रचुर कण्टकॉसे आकीर्ण हो, वहाँ पुल बैंधवाकर मनुष्य 
पवित्र हो जाता है तथा देवत्वको प्राप्त होता है। जो एक 
बित्तेका भी पुल बैंधवा देता है, वह सौ दिव्य वर्षोतक 
स्वर्गमै निवास करता है। अतः जिसने पहले कभी एक 
बित्तेका भी पुल बैंघवाया है, वह राजवंशमें जन्म अहण 
करता है और अन्तमें महान्‌ स्वर्गको प्राप्त होता है । 

इसी प्रकार जो गोचरभूमि छोड्ता है, वह कभी 
स्वर्गसे नीचे नहीं गिरता। गोदान करनेबालेकी जो गति 
होती है, वही उसकी भी होती है। जो मनुष्य यथाशक्ति 
गोचरभूमि छोड़ता है, उसे प्रतिदिन सौसे भी अधिक 
ब्राह्मणोंको भोजन करानेका पुण्य होता है। जो पवित्र 
वृक्ष और गोचरभूमिका उच्छेद करता है, उसकी इकीस 
पीढ़ियाँ रौरव नरकमें पकायी जाती हैं। गाँवके 
गोपालकको चाहिये कि गोचरभूमिको नष्ट करनेवाले 
मनुष्यका पता रूगाकर उसे दण्ड दे। 

जो मनुष्य भगवान्‌ श्रीविष्णुकी प्रतिमाके लिये तीन 


१९६ 


* अर्चयस्व हवीकेश यदीच्छसि परे पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


3390%%2%%8५52%05555555:3/93%:529»%535%9&५७५५४४५४»४ ७४४७५ 68 5:830600 964444 2244भ6भ444 4488566896 49930.8 4334. 


या पाँच खंभोंसे युक्त, शोभासम्पन्न और सुन्दर कलशसे 
विभूषित मन्दिर बनवाता है, अथवा इससे भी बढ़कर 
जो मिट्टी या पत्थरका देवालय निर्माण कराता है, उसके 
खर्चके लिये धन और वृत्ति लगाता है तथा मन्दिरमें 
अपने इष्टदेवकी, विशेषतः भगवान्‌ श्रीविष्णुकी प्रतिमा 
स्थापित करके शास्त्रोक्त विधिसे उसकी प्रतिष्ठा कराता 
है, यह नरश्रेष्ठ भगवान्‌ श्रीविष्णुके सायुज्यको प्राप्त होता 
है। विष्णु या श्रीशिवकी प्रतिमा बनवाकर उसके साथ 
अन्य देवताओंकी भी मनोहर मूर्ति निर्माण करानेसे 
मनुष्य जिस फलको प्राप्त करता है, वह इस पृथ्वीपर 
हजारों यज्ञ, दान और ब्रत आदि करनेसे भी नहीं 
मिलता । अपनी शक्तिके अनुसार श्रीशिवलिङ्गके लिये 


मन्दिर बनवाकर धर्मात्मा पुरुष वही फल पराप्त करता है, : 


जो श्रीविष्णु-प्रतिमाके लिये मन्दिर बनवानेसे मिलता है । 
[वह शिव-सायुज्यको प्राप्त होता है।] जो मनुष्य अपने 
घरमें भगवान्‌ श्रीशङ्करकी सुन्दर प्रतिमा स्थापित करता 
है, बह एक करोड़ कल्पॉतक देवलोकमें निवास करता 
है। जो मनुष्य प्रसन्नतापूर्वक श्रीगणेशजीका मन्दिर 
बनवाता है, वह देवलोकमें पूजित होता है! इसी प्रकार 
जो नरश्रेष्ठ भगवान्‌ सूर्यका मन्दिर बनवाता है, उसे उत्तम 
'फलकी प्राप्ति होती है। सूर्य-प्रतिमाके लिये पत्थरका 
मन्दिर जनवाकर मनुष्य सौ करोड़ कल्पॉतक स्वर्ग 
भोगता है। 
जो इष्टदेवके मन्दिरमें एक मासतक अहर्निश घीका 
दीपक जलाता है, यह उत्तम देवताओंसे पूजित होकर 
दस हजार दिव्य वर्षांतक स्वर्गलोकमें निवास करता है। 
तिलके अथवा दूसरे किसी तेलसे दीपक जलानेका फल 
घीकी अपेक्षा आधा होता है । एक मासतक जल चढ़ानेसे 


जो फल मिलता है, उससे मनुष्य ईश्वर-भावको प्राप्त 
होता है। शीत-कालमें देवताको रूईदार कपड़ा चढ़ाकर 
मनुष्य सब दुःखोंसे मुक्त हो जाता है। देन-विग्रहको 
ढकनेके लिये चार हाथका सुन्दर वर्न अर्पण करके 
मनुष्य कभी स्वर्गसे नहीं गिरता। उन्नतिकी इच्छा 
रखनेवाले पुरुषोंको स्वयम्भू शिव-लिङ्गोंकी पूजा करनी 
चाहिये । जो-विद्वान्‌ एक बार भी शिवलिज्ञकी परिक्रमा 
करता है, वह सौ दिव्य वर्षांतक स्वर्गलोकका सुख 
भोगता है। इसी प्रकार क्रमशः स्वयम्भू लिङ्गको नमस्कार 
करके मनुष्य विश्ववन्द्य होकर स्वर्गलोकको जाता है; 
इसलिये प्रतिदिन उन्हें प्रणाम करना चाहिये । 

जो मनुष्य लिङ्गस्वरूप भगवान्‌ श्रीशाङ्करके धनका 
अपहरण करता है, बह रौरव नरककी यातना भोगकर 
अन्तमें कीड़ा होता है। जो शिवछिङ्ग अथवा भगवान्‌ 
श्रीविष्णुकी पूजाके लिये मिले हुए दाताके द्रव्यको स्वये 
हो हड़प लेता है, बह अपने कुलकी करोड़ों पीढ़ियोंके 
साथ नरकसे उद्धार नहीं पाता। जो जल, फूल और 
धूप-दीप आदिके लिये धन लेकर फिर लोभवश उसे 
उस कार्यमें नहीं लगाता, वह अक्षय नरकमें पड़ता है। 
भगवान्‌ शिवके अन्न-पानका भक्षण करनेसे मनुष्यकी 
बड़ी दुर्गति होती है। अतः जो ब्राह्मण शिवमन्दिरमें 
पूजाकी वृत्तिसे जीविका चल्त्रता है, उसका कभी नरकसे 
उद्धार नहीं होता । अनाथ, दीन और विशेषतः श्रोत्रिय 
ब्राह्मणके लिये सुन्दर घरे निर्माण कराकर मनुष्य कभी 
स्वर्गलोकसे नहीं गिरता। जो इस परम उत्तम पत्नित्र 
उपाख्यानका प्रतिदिन श्रवण करता है, उसे अक्षय 
स्वर्गकी प्राप्ति होती है तथा मन्दिर-निर्माण आदिका फक 
भी प्राप्त हो जाता है। 


OT ००००० 
रुद्राक्षकी उत्पत्ति और महिमा तथा आँवलेके फलकी महिमामें 
श्रेतोंकी कथा और तुलसीदलका माहात्म्य 


ब्राह्मणोने पूछा--द्विजश्रेष् ! इस मर्त्यलोकमे तथा मुनियों और तपस्वियोंका भी आदरपात्र हो ? 


कौन ऐसा मनुष्य है, जो पुण्यात्माओंमें श्रेष्ठ, परम पवित्र, 


“व्यासजी बोले--विप्रगण ! रुद्राक्षको माला 


सबके लिये सुलभ, मनुष्योके द्वारा पूजन करने योग्य धारण करनेवात्त्र पुरुष सन आणियोंमें श्रेष्ठ है। उसके 


सृष्टिखण्ड ] 


* रुद्राक्षकी उत्पत्ति और महिमा तथा आँवलेके फल और तुलसीदलका माहारूय « 


१९७ 


दर्शनमात्रसे लोगोंकी पाप-राहि विलीन हो जाती है। 
रुद्राक्षके स्पर्शसे मनुष्य स्वर्गका सुख भोगता है और उसे 
धारण करनेसे वह मोक्षको प्राप्त होता है। जो मस्तकपर 
तथा हृदय और बाँहमें भी रुद्राक्ष घारण करता है, वह 
इस संसारमें साक्षात्‌ भगवान्‌ शड्भूरके समान है। 
रुद्राक्षधारी ब्राह्मण जहाँ रहता है, वह देश पुण्यवान्‌ होता 
है। रुद्राक्षका फल तीथोंमें महान्‌ तीर्थके समान है। 
अरह्म-ग्रन्थिसे युक्त मङ्गलमयी रुद्राक्षकी माला लेकर जो 
जप-दान-स्तोत्र, मन्त्र और देवताओंका पूजन तथा दूसरा 
कोई पुण्य कर्म करता है, वह सब अक्षय हो जाता है 
तथा उससे पापोंका क्षय होता है। 
श्रेष्ठ द्विजगण ! अब मैं मालाका लक्षण बतलाता 
हूँ, सुनो। उसका लक्षण जानकर तुमलोग मोक्ष-मार्ग 
प्राप्त कर लोगे। जिस रुद्राक्षमें योनिका चिह्न न हो, 
'जिसमें कीड़ोने छेद कर दिया हो, जिसका लिङ्गचिक्ल मिट 
गया हो तथा जिसमें दो बीज एक साथ सटे हुए हों, ऐसे 
रुद्राक्षके दानेको मालामें नहीं लेना चाहिये । जो माल्त् 
अपने हाथसे गूँथी हुई और ढीली-ढाली हो, जिसके दाने 
'एक-दूसरेसे सटे हुए हों अथवा शूद्र आदि नीच मनुष्योनि 
जिसे गूँथा हो--ऐसी माला अशुद्ध होती है। उसका 
दूरसे ही परित्याग कर देना चाहिये। जो सर्पके समान 
आकारवाली (एक ओरसे बड़ी और क्रमशः छोटी), 
नक्षत्रोंकी-सी शोभा घारण करनेवाली, सुमेरुसे युक्त तथा 
सटी हुई अन्थिके कारण शुद्ध है, बही माला उत्तम मानी 
गयी है। विद्वान्‌ पुरुषको वैसी ही मालापर जप करना 
चाहिये । उपर्युक्त लक्षणोंसे शुद्ध रुद्राक्षकी माला हाथमें 
लेकर मध्यमा अङ्गुलिसे लगे हुए दानोंको क्रमशः 
अंगूठेसे सरकाते हुए जप करना चाहिये। मेरुके पास 
पहुँचनेपर मालाको हाथसे बार-बार घुमा लेना चाहिये-- 
मेरुका उल्लङ्घन करना उचित नहीं है । वैदिक, पौराणिक 
तथा आगमोक्त जितने भी मन्त्र हैं, सब रुद्ाक्षमालापर 
जप करनेसे अभीष्ट फलके उत्पादक और मोक्षदायक 
होते हैं। जो रुद्राक्षमाल्रासे चूते हुए जलको मस्तकपर 
धारण करता है, नह सब पापोंसे शुद्ध होकर अक्षय 


पुण्यका भागी होता है | रुद्राक्षमालाका एक-एक नीज 
एक-एक देवताके समान है। जो मनुष्य अपने झरीरमें 
रुद्राक्ष धारण करता है, वह देवताओमें श्रेष्ठ होता है । 

ब्राह्मणोंने पूछा- गुरुदेव ! रुद्राक्षकी उत्पत्ति 
कहाँसे हुई है? तथा वह इतना पवित्र कैसे हुआ ? 

व्यासजी खोले--ब्राह्मणो ! पहले किसी 
सत्ययुगमें एक त्रिपुर नामका दानव रहता था, वह 
देवताओंका वघ करके अपने अन्तरिक्षचारी नगरमें छिप 
जाता था । ब्रह्माजीके वरदानसे प्रबल होकर वह सम्पूर्ण 
लोकॉके विनाशकी चेष्टा कर रहा था। एक समय 
'देवताओकि निवेदन करनेपर भगवान्‌ शङ्करने यह भयंकर 
समाचार सुना। सुनते ही उन्होने अपने आजगन नामक 
घनुषपर विकराल याण चढ़ाया और उस दानवको दिव्य 
दृष्टिसे देखकर मार डाला। दानव आकारसे टूटकर 
गिरनेदाळी बहुत बडी लूकाके समान इस पृथ्वीपर गिरा। 
इस कार्यमें अत्यन्त श्रम होनेके कारण रुद्रदेवके झारीरसे 
पसीनेकी बूदें टपकने लगी । उन बुँदोसे तुरंत ही पृथ्वीपर 
रुद्राक्षका महान्‌ वृक्ष प्रकट हुआ । इसका फल अत्यन्त 
गुप्त होनेके कारण साधारण जीव उसे नहीं जानते। 
तदनन्तर एक दिन कैलासके शिखरपर विराजमान हुए 
देवाधिदेव भगवान्‌ शङ्करको प्रणाम करके कार्तिकेयजीने 
कहा--'तात ! मैं रुद्राक्षका यथार्थ फल जानना चाहता 
हूँ। उसपर ज़प करने तथा उसका धारण, दर्शन अथवा 
स्पर्श करनेसे. क्या फल मिळता है ?' 

भगवान्‌ शिवने कहा--रुद्राक्षक धारण करनेसे 
मनुष्य सम्पूर्ण पापोंसे छूट जाता है। यदि कोई हिंसक 
पशु भी कण्ठमें रुद्राक्ष घारण करके मर जाय तो 
रुद्रस्वरूप हो जाता है, फिर मनुष्य आदिके लिये तो 
कहना ही क्या है। जो मनुष्य मस्तक और हृदयमें 
रुद्राक्षको माला धारण करके चलता है, उसे पग-पगपर 
अश्वमेध यज्ञका फल आए होता है। [रुद्राक्षमें एकसे 
लेकर चौदहतक मुख होते हैं।] जो कितने भी मुखबाले 
रुद्राक्षोको धारण करता है, वह मेरे समान होता है; 
इसलिये पुत्र ) तुम पूरा प्रयत्न करके रुद्राक्ष घारण करो 


१२८ 


* अर्चयस्व हवीकेश यदीच्छसि परं पदम्‌ « 


£ संक्षिप्त पद्मपुराण 


९०९९७०७०००००००५३००००७००३३०००९०९३०७००७:०००००७००००७०००००१:६००७७७७०-९००:९००००००५९००-०७७७००००००:००९०००९:०००१५-००-७००००. 


जो रुद्राक्ष घारण करके इस भूतलपर प्राण-त्याग करता 
है; वह सब देवताओंसे पूजित होकर मेरे रमणीय 
घामको जाता है। जो मृत्युकालमें मस्तकपर एक 
रुद्राक्षकी माला घारण करता है, वह शैव, वैष्णव, 
शाक्त, गणेशोपासक और सूर्योपासक सब कुछ है। जो 
इस प्रसङ्गको पढ़ता-पढ़ाता, सुनता और सुनाता है, वह 
सब पापोसे मुक्त होकर सुखपूर्वक मोक्ष-लाभ करता है। 
कार्तिकेयजीने कहा--जगदीक्वर ! मैं अन्यान्य 
फोक पवित्रताके विषयमें भी प्रश्न कर रहा हूँ। सब 
लोगेकि हितके लिये यह बतलाइये कि कौन-कौन-से 
फल उत्तम हैं। 
ईश्वरने कहा--बेटा ! आँवलेका फल समस्त 
'लोकॉर्मे प्रसिद्ध और परम पवित्र है। उसे लगानेपर स्त्री 
और पुरुष सभी जन्भ-मृत्युके बन्धनसे मुक्त हो जाते हैं! 
यह पवित्र फल भगवान्‌ श्रीविष्णुको प्रसन्न करनेवाला 
एवं शुभ माना गया है, इसके भक्षणमात्रसे मनुष्य सब 
पापॉसे मुक्त हो जाते है । आँवला खानेसे आयु बढ़ती है, 
उसका जल पीनेसे धर्म-सञ्चय होता है और उसके द्वारा 
स्नान करनेसे दरिद्रता दूर होती है तथा सब प्रकारके 
ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं कार्तिकेय ! जिस घरमें आँवला सदा 
मौजूद रहता है, वहाँ दैत्य और राक्षस नहीं जाते। 
एकादशीके दिन यदि एक ही आँवला मिल जाय तो 
उसके सामने गङ्गा, गया, काशी और पुष्कर आदि तीर्थ 
कोई विशेष महत्त्व नहीं रखते। जो दोनों पक्षॉकी 
एकादशीको आँवलेसे स्त्रान करता है, उसके सब पाप 
नष्ट हो जाते हैं और वह श्रीविष्णुलोकमें सम्मानित होता 
है। षडानन ! जो आँवलेके रससे सदा अपने केश साफ 
करता है, वह पुनः माताके स्तनका दूध नहीं पीता। 
आँबलेका दर्शन, स्पर्श तथा उसके नामका उच्चारण 
करनेसे सन्तुष्ट होकर वरदायक भगवान्‌ श्रीविष्णु 
अनुकूल हो जाते हैं। जहाँ आँवलेका फल मौजूद होता 
है, यहाँ भगवान्‌ श्रीविष्णु सदा विराजमान रहते हैं तथा 
उस घरमें मह्या एवं सुस्थिर लक्ष्मीका भी वास होता है। 
इसलिये अपने घरमें आँनला अवस्य रखना चाहिये। 
जो आँवलेका बना मुरब्ना एवं बहुमूल्य नैवेद्य अर्पण 


करता है, उसके ऊपर भगवान्‌ श्रीबिष्णु बहुत सन्तुष्ट 
होते हैं। उतना सन्तोष उन्हें सैकड़ों यज्ञ करनेपर भी नहीं 
हो सकता। 

स्कन्द ! योगी, मुनियों तथा ज्ञानियोंको जो गति 
प्राप्त होती है, बही आँवलेका सेवन करनेवाले मनुष्यको 
भी मिलती है! तीथेमिं वास एवं तीर्थ-यात्रा करनेसे तथा 
नाना प्रकारके ब्रतोंसे मनुष्यको जो गति प्राप्त होती है, 
बही आँवलेके फलका सेबन करनेसे भी मिल जाती है । 
तात ! प्रत्येक रविवार तथा विशेषतः सप्तमी तिथिको 
आँवलेका फल दूरसे ही त्याग देना चाहिये । संक्रान्तिके 
दिन, शुक्रवारको तथा षष्ठी, प्रतिपदा, नवमी और 
अमावास्याको आँवलेका दूरसे ही परित्याग करना उचित 
है। जिस मृतकके मुख, नाक, कान अथवा बालोंमें 
आँवलेका फल हो, वह विष्णुलोकको जाता है। 
आँवलेके सम्पर्कमात्रसे मृत व्यक्ति भगवद्धामको प्राप्त 
होता है। जो धार्मिक मनुष्य शरीरमें आँवलेका रस 
लगाकर स्त्रान करता है, उसे पद-पदपर अश्वमेध यज्ञका 
फल प्राप्त होता है। उसके दर्शन मात्रसे जितने भी पापी 
जन्तु हैं, वे भाग जाते हैं तथा कठोर एने दुष्ट ग्रह 
पलायन कर जाते हैं। 

स्कन्द ! पूर्वकालकी बात है--एक चाण्डाल 
शिकार खेलनेके लिये वनमें गया । बहाँ अनेकों मृगों 
और पक्षियोंको मारकर जब वह भूख-प्याससे अत्यन्त 
पीड़ित हो गया, तब सामने ही उसे एक आँवलेका वृक्ष 
दिखायी दिया। उसमें खूब मोटे-मोटे फल लगे थे। 
चाण्डाल सहसा वृक्षके ऊपर चढ़ गया और उसके 
उत्तम-उत्तम फल खाने लगा । प्रारब्धवश वह वृक्षके 
शिजरसे पृथ्वीपर गिर पड़ा और नेदनासे व्यथित होकर 
इस लोकसे चल बसा। तदनन्तर सम्पूर्ण प्रेत, राक्षस, 
भूतगण तथा यमराजके सेवक बड़ी प्रसन्नताके साथ 
वहाँ आये; किन्तु उसे ले न जा सके । यद्यपि वे महान्‌ 
बलचान्‌ थे, तथापि उस मृतक चाण्डालकी ओर आँख 
डठाकर देख भी नहीं सकते थे। जब कोई भी उसे 
पकड़कर ले जा न सका, तब वे अपनी असमर्थता देख 
मुनियोकि पास जाकर बोले--'ज्ञानी महर्षियो ! 


सृष्टिखण्ड ] 


* रुद्राक्षको उत्पत्ति और महिमा तथा आँवलेके फल और तुलसीदलका माहाल्य » 


१९९ 


७०००५००९००९००००९०९०५००००००००९९५७००७००७०००००००१०००५७:७९००७७०९०-०७००००४७००७०७७००-७-४७-७०००-०००१०:००१९०१९०१०००७:९०००-००५- 


चाण्डाल तो बड़ा पापी था; फिर क्या कारण है कि 
'हमलोग तथा ये यमराजके सेवक उसकी ओर देख भी 
नसके ?' “यह मेरा है, यह मेरा है' कहते हुए हमलोग 
झगड़ा कर रहे हैं, किन्तु उसे ले जानेकी शक्ति नहीं 
रखते ! क्यों और किसके प्रभावसे बह सूर्यकी भाँति 
दुष्प्रेक्ष्य हो रहा है--उसकी ओर दृष्टिपात करना भी 
कठिन जान पड़ता है।' 
मुनियोने कहा--प्रेततण ! इस चाण्डालने 
आँवलेके पके हुए फल खाये थे। उसकी डाल टूट 
जानेसे उसके सम्पर्कमें ही इसकी मृत्यु हुई है। 
मृत्युकालमें भी इसके आस-पास बहुत-से फल निखरे 
पड़े थे। इन्हीं सब कारणोंसे तुमलोगोंका इसकी ओर 
देखना कठिन हो रहा है । इस पापीका आँवलेसे सम्पर्क 
रविवारको या और किसी निषिद्ध बेलामें नहीं हुआ है; 
इसलिये यह दिव्य लोकको प्राप्त होगा। 
प्रेत खोळे--मुनीश्वरो ! आपलोगोंका ज्ञान उत्तम 
है, इसलिये हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं। जबतक यहाँ 
श्रीविष्णुलोकसे विमान नहीं आता, तबतक आपलोग 
हमारे प्रश्नका उत्तर दे दें। जहाँ वेदों और नाना प्रकारके 
मन्त्रॉका गम्भीर घोष होता है, जहाँ पुराणों और 
स्मृतियोंका स्वाध्याय किया जाता है, वहाँ हम एक 
क्षणके लिये भी नहीं ठहर सकते । यज्ञ, होम, जप तथा 
देवपूजा आदि शुभ कार्योके सामने हमारा ठहरना 
असम्भव है; इसलिये हमें यह बताइये कि कौन-सा कर्म 
करके मनुष्य प्रेतयोनियोंको प्राप्त होते हैं। हमें यह 
सुननेकी भी इच्छा है कि उनका शरीर विकृत क्योंकर हो 
जाता है। 
अहार्थियोंने कहा--जो झूठी गवाही देते तथा 
वध और बन्थनमें पड़कर मृत्युको प्राप्त होते हैं, वे नरकमें 
पड़े हुए जीव ही प्रेत होते हैं । जो ब्राह्मणोंके दोष ढूँढ़नेमें 
लगे रहते हैं और गुरुजनेकि शुभ कर्मोमें बाधा पहुँचाते 
हैं तथा जो श्रेष्ठ ब्राह्मणको दिये जानेबाले दानमें रुकावट 
डाल देते हैं, वे चिरकालतक प्रेतयोनिमें पड़कर नरकसे 
कभी उद्धार नहीं पाते। जो मूर्ख अपने और दूसरेके 
बैलॉंको कष्ट दे उनसे बोझ ढोनेका काम लेकर उनकी 


रक्षा नहीं करते, जो अपनी प्रतिज्ञाका त्याग करते, 
असत्य बोलते और व्रत भङ्ग करते हैं तथा जो कमलके 
पत्तेपर भोजन करते हैं, ने सब इस पृथ्वीपर कर्मानुसार 
प्रेत होते हैं। जो अपने चाचा और मामा आदिकी 
सदाचारिणी कन्या तथा साध्वी स्त्रीको बेच देते हैं, ने 
भूतलपर प्रेत होते हैं। 

भ्रेतोने पूछा--ब्राह्मणो ! किस प्रकार और किस 
कर्मके आचरणसे मनुष्य प्रेत नहीं होते ? 

ब्राह्मणोने कहा--जिस बुद्धिमान्‌ पुरुषने तीथोकि 
जलमें स्नान तथा शिवको नमस्कार किया है, बह मनुष्य 
प्रेत नहीं होता । जो एकादशी अथवा द्वादशीको उपवास 
करके विशेषतः भगवान्‌ श्रीविष्णुका पूजन करते हैं तथा 
जो वेदोंके अक्षर, सूक्त, स्तोत्र और मन्त्र आदिके द्वारा 
देवताओकि पूजनमें संलग्न रहते हैं, उन्हें भी प्रेत नहीं 
होना पड़ता । पुरणोके घर्मयुक्त दिव्य बचन सुनने, पढ़ने 
और पढानेसे तथा नाना प्रकारके ब्रतोंका अनुष्ठान करने 
और रुद्राक्ष घारण करनेसे जो पवित्र हो चुके हैं एवं जो 
रुद्राक्षकी मालापर जप करते हैं, वे प्रेतमोनिको नहीं प्राप्त 
होते। जो आँवलेके फलके रससे स्त्रान करके प्रतिदिन 
आवला खाया करते हैं तथा आँवलेके द्वारा भगवान्‌ 
श्रीविष्णुका पूजन भी करते हैं, वे कभी पिझाचयोनिमें 
नहीं जाते। 

प्रेत खोले--महर्षियो ! सेतेकि दर्शनसे पुण्य 
होता है--इस बातको पौराणिक विद्वान्‌ जानते हैं। हमें 
भी आपका दर्शन हुआ है; इसलिये आपलोग हमारा 
कल्याण करें। घीर महात्माओ ! जिस उपायसे हम सब 
लोगोंको प्रेतयोनिसे छुटकारा मिले, उसका उपदेश 
'कीजिये । हम आफलोर्गोकी शरणमें आये हैं! 

ब्राह्मण बोले--हमारे वचनसे तुमलोग 
आँवलेका भक्षण कर सकते हो। वह तुम्हारे लिये 
कल्याणकारक होगा | उसके प्रभावसे तुम उत्तम लोकमें 
जानेके योग्य बन जाओगे। 

महादेवजी कहते हैं--इस प्रकार क्रषियोसे 
सुनकर पिशाच आँवलेके वृक्षपर चढ़ गये और उसका 
फल ले-लेकर उन्होंने बड़ी मौजके साथ खाया। तब 


२०० 


» अर्चयस्व हवीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


2००७०००७७७७०७०-९००३:०७०७७०००९००९००००७७७०५०-९७००९००१-३३०१०५५०७०००:९९०००३००३०-६०००५७३७७०७७००००००५०,५५७००००-५००७००. ५५५४७७७७७७. ७०० 


देवलोकसे तुरंत ही एक पीले रङ्गका सुवर्णमय विमान 
उतरण, जो परम शोभायमान था। पिशाचोंने उसपर 
आरूढ़ होकर खर्गलोककी यात्रा की। नेटा ! अनेक 
ब्रतों और यज्ञेके अनुष्ठानसे भी जो अत्यन्त दुर्लभ है, 
वही लोक उन्हें आँवलेका भक्षण करने मात्रसे मिल गया । 
कार्तिकेयजीने पूछा--पितांजी ! जब आँवलेके 
"फलका भक्षण करने मात्रसे प्रेत पुण्यात्मा होकर स्वर्गको 
चले गये, तब मनुष्य आदि जितने प्राणी हैं, वे भी 
आँवला खानेसे क्यों नहीं तुरंत स्वर्गमें चले जाते ? 
महादेवजीने कहा--येटा ! [स्वर्गकी प्राप्ति तो 
उन्हें भी होती है; किन्तु] तुरंत ऐसा न होनेमें एक कारण 
है--उनका ज्ञान लुप्त रहता है, वे अपने हित और 
अहितकी बात नहीं जानते! [इसलिये आंवलेके 
महत्त्वमें उनकी श्रद्धा नहीं होती ।] 
जिस घरकी मालकिन सहज ही काबूमें न आने- 
बाली, पवित्रता और संयमसे रहित, गुरुजनोद्वारा निकाली 
हुई तथा दुराचारिणी होती हैं, वहाँ प्रेत रहा करते हैं । जो 
कुल और जातिसे नोच, बल और उत्साहसे रहित, बहरे, 
दुर्बल और दीन हैं, वे कर्मजनित पिशाच हैं। जो माता, 
पिता, गुरु और देवताओकी निन्दा करते हैं, पाखण्डी और 
बाममार्गी है, जो गलेमें फाँसी लगाकर, पानीमें डूनकर, 
तलवार या छुरा भोंककर अथवा जहर खाकर आत्मघात 
कर लेते हैं, वे प्रेत होनेके पश्चात्‌ इस लोकमें चाण्डाल 
आदि योनियोंके भीतर जन्म ग्रहण करते हैं। जो 
माता-पिता आदिसे द्रोह करते, ध्यान और अध्ययनसे 
दूर रहते हैं, त्रत और देवपूजा नहीं करते, मन्त्र और 
स््रानसे हीन रहकर गुरुपली-गमनमें प्रवृत्त होते हैं तथा 
जो दुर्गतिमें पड़ी हुई चाण्डाल आदिकी खियोंसे समागम 
करते हैं, खे भी प्रेत होते हैं। म्लेच्छोंके देशमें जिनकी 
मृत्यु होती है, जो म्लेच्छोंके समान आचरण करते और 
खीके धनसे जीविका चलाते हैं, जिनके द्वार स्त्रियॉकी 
रक्षा नहीं होती, वे निःसन्देह प्रेत होते हैं। जो क्षुघासे 
पीड़ित, थके-माँदे, गुणबान्‌ और पुण्यात्मा अतिथिके 
रूपमें घरपर आये हुए आव्यणको जटा देते हँ--उसका 
यथावत्‌ सत्कार नँ वः जो गो-भक्षी म्लेच्छोंके 


हाथ गौएँ बेच देते हैं, जो जीवनभर खान, सन्ध्या, 
वेद-पाठ, यज्ञानुष्ठान और अक्षरज्ञानसे दूर रहते हैं, जो 
लोग जूठे शकोरे आदि और शरीरके मल-मूत्र तीर्थ 
भूमिमें गिराते हैं, वे निस्सन्देह प्रेत होते हैं। जो स्त्रिया 
पतिका परित्याग करके दूसरे लोगोंके साथ रहती हैं, वे 
चिरकालतक प्रेतलोकमें निवास करनेके पश्चात्‌ 
चाण्डाल्योनिमें जन्म लेती हैं । जो विषय और इच्द्रियोंसे 
मोहित होकर पतिको धोखा देकर स्वयं मिठाइयाँ उड़ाती 
हैं, वे पापाचारिणी स्त्रियां चिरकालतक इस पृथ्वीपर प्रेत 
होती हैं । जो मनुष्य बलपूर्वक दूसरेकी वस्तुएँ लेकर उन्हें 
अपने अधिकारमें कर लेते हैं और अतिथियॉका अनादर 
करते हैं, वे प्रेत होकर नरकमें पड़े रहते हैं । 

इसलिये जो आँबला खाकर उसके रससे स्त्रान 
करते हैं, वे सब पापोंसे मुक्त होकर विप्णुलोकमें 
प्रतिष्ठित होते हैं। अतः सब भ्रकारसे प्रयल करके तुम 
आँवलेके कल्याणमय फलका सेबन करो। जो इस 
पवित्र और मङ्गलमय उपाख्यानका प्रतिदिन श्रवण करता 
है, वह सम्पूर्ण पापॉंसे शुद्ध होकर भगवान्‌ श्रीविष्शुके 
लोकमें सम्मानित होता है। जो सदा ही लोगोंमें, 
विशेषतः वैष्णवोमें आँवलेके माहात्म्यका श्रवण कराता 
है, वह भगवान्‌ श्रीबिष्णुके सायुज्यको प्राप्त होता 
है--ऐसा पौराणिकोंका कथन है। 

कार्तिकियजीने कहा--प्रभो ! रुद्राक्ष और 
आँवला--इन दोनों फलोंकी पवित्रताको तो मैं जान 
गया । अब मैं यह सुनना चाहता हूँ कि कौन-सा ऐसा 
वृक्ष है, जिसका पत्ता और फूल भी मोक्ष प्रदान 
करनेवाला है। 

महादेवजी खोले--बेटा ! सब प्रकारके पत्तों 
और पुष्पोंकी अपेक्षा तुलसी ही श्रेष्ठ मानी गयी है। वह 
परम मङ्गलमयी, समस्त कामनाओंको पूर्ण करनेवाली, 
शुद्ध, श्रीविष्णुको अत्यन्त प्रिय तथा 'वैष्णबी' नाम 
धारण करनेवाली है । वह सम्पूर्ण लोकमें श्रेष्ठ, शुभ तथा 
भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाली है। भगवान्‌ श्रीविष्णुने 
पूर्वकालमें सम्पूर्ण लोकोंका हित करनेके लिये तुलसीका 
वृक्ष रोपा था। तुलसीके पत्ते और पुष्प सब धर्मोमें 


सृष्टिखण्ड ] + रुद्राक्षकी उत्पत्ति और महिमा तथा आँवलेके फल और तुलसीदलका माहाख्य « २०२ 


प्रतिष्ठित हैं। जैसे भगवान्‌ श्रीनिष्णुको लक्ष्मी और मैं श्रीभगवानकी प्रतिमाओ तथा शालग्राम-शिलाओऑपर 
दोनों प्रिय हैं, उसी प्रकार यह तुलसीदेवी भी परम प्रिय चढ़े हुए तुलसीदलको भ्रसादके रूपर्मे महण करता है, 
है। हम तीनके सिवा कोई चौथा ऐसा नहीं जान पड़ता, नह श्रीविष्णुके सामुज्यको आप्त होता है। जो श्रीहरिकी 
जो भगवानको इतना प्रिय हो। तुलसीदलके बिना पूजा करके उन्हें निवेदन किये हुए तुलसीदलको अपने 
दूसरे-दूसरे फूलों, पत्तों तथा चन्दन आदिके लेपॉसे मस्तकपर धारण करता है, नह पापसे शुद्ध होकर 
भगवान्‌ श्रीविष्णुको उतना सन्तोष नहीं होता। जिसने स्वर्गलोकको प्राप्त होता है । कलियुगमें तुलसीका पूजन, 


तुलसीदलके द्वारा पूर्ण श्रद्धाके साथ प्रतिदिन भगवान्‌ 
शरीविष्णुका पूजन किया है, उसने दान, होम, यज्ञ और 
ब्रत आदि सब पूर्ण कर लिये ! तुलसीदलसे भगवान्‌की 
पूजा कर लेनेपर कान्ति, सुख, भोगसामग्री, यश, 
लक्ष्मी, श्रेष्ठ कुल, शील, पल्लो, पुत्र, कन्या, धन, राज्य, 
आरोग्य, ज्ञान, विज्ञान, वेद, वेदाङ्ग, शास्त्र, पुराण, तन्त्र 
और संहिता--सब कुछ मैं करतलगत समझता हूँ। 
जैसे पुण्यसलिला गङ्गा मुक्ति प्रदान करनेवाली हैं, उसी 
अकार यह तुलसी भी कल्याण करनेवाली है । स्कन्द ! 
यदि मञ्जरीयुक्त तुलसीपत्रोंके द्वार भगवान्‌ श्रीविष्णुकी 
पूजा की जाय तो उसके पुण्यफलका वर्णन करना 
असम्भव है। जहाँ तुलसीका वन है, वहीं भगवान्‌ 
कृष्णको समीपता है । तथा वहीं ब्रह्मा और लक्ष्मीजी 
भी सम्पूर्ण देवताओंके साथ विराजमान हैं। इसलिये 
अपने निकटवर्ती स्थानमें तुलसीदेवीको रोपकर उनकी 
पूजा करनी चाहिये। तुलसीके निकट जो स्तोत्र-मन्त्र 
आदिका जप किया जाता है, वह सब अनन्तगुना फल 
देनेबाला होता है। 
प्रेत, पिशाच, कूष्माण्ड, ब्रह्मराक्षस, भूत और दैत्य 
आदि सन तुलसीके वृक्षसे दूर भागते हैं। ब्रह्महत्या 
आदि पाप तथा पाप और खोटे विचारसे उत्पन्न होनेबाले 


कीर्तन, ध्यान, रोपण और धारण करनेसे वह पापको 
जलाती और स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करती है। जो 
चुलसीके पूजन आदिका दूसरोंको उपदेश देता और स्वयं 
भी आचरण करता है, बह भगवान्‌ श्रीलक्ष्मीपतिके परम 
घामको प्राप्त होता है ।* जो वस्तु भगवान्‌ श्रीविष्णुको 
प्रिय जान पड़ती है, बह मुझे भी अत्यन्त प्रिय है। श्राद्ध 
और यज्ञ आदि कायेमिं तुलसीका एक पत्ता भी महान्‌ 
पुण्य प्रदान करनेवाला है । जिसने तुलसीकी सेवा की है, 
उसने गुरु, ब्राह्मण, देवता और तीर्थ--सबका 
भलीभाँति सेबन कर लिया। इसलिये षडानन ! तुम 
तुलसीका सेवन करो। जो झिखामें तुलसी स्थापित 
करके प्राणॉका परित्याग करता है, वह पापराशिसे मुक्त 
हो जाता है । राजसूय आदि यज्ञ, भाँति-भांतिके व्रत तथा 
संयमके द्वारा धीर पुरुष जिस गतिको प्राप्त करता है, वही 
उसे तुलसीकी सेवासे मिल जाती है! तुलसीके एक 
पत्रसे श्रीहरिकी पूजा करके मनुष्य वैष्णवत्वको प्राप्त होता 
है। उसके लिये अन्यान्य झास््रोके विस्तारकी क्या 
आवश्यकता है । जिसने तुलसीकी शाखा तथा कोमल 
पत्तियोसे भगवान्‌ श्रोविष्णुकी पूजा की है, बह कभी 
माताका दूघ नहीं पीता--उसका पुनर्जन्म नहीं होता। 
कोमल तुलसीदररॅके द्वार प्रतिदिन श्रीहरिकी पूजा करके 


रोग--ये सब तुलसीवृक्षके समीप नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य अपनी सैकड़ों और हजारों पीढ़ियोंको पवित्र कर 
जिसने श्रीभगलानकी पूजाके लिये पृथ्वीपर तुलसीका सकता है । तात ! ये मैंने तुमसे तुलसीके प्रधान-प्रघान 
बगीचा लगा रखा है, उसने उत्तम दक्षिणाओँसे युक्त सौ गुण बतळाये हैं। सम्पूर्ण गुणका वर्णन तो बहुत अधिक 
यज्ञोंका विधिवत्‌ अनुष्ठान पूर्ण कर लिया है। जो समय रूगानेपर भी नहीं हो सकता। यह उपाख्यान 


*पूजने कीर्तने ध्याने रोपणे धारणे कलै । तुलसी दहते पापं स्वर्ग मोक्षं ददाति चं॥ 
उपदेश ददेदश्थाः स्वयमाधरते पुनः।स याति परमं स्थानं माधवस्य निकेतनम्‌ ॥ 


(५८ । ९३१-१३२) 


पुण्यराशिका सञ्चय करनैवाला है । जो प्रतिदिन इसका 
श्रवण करता है, वह पूर्वजन्मके किये हुए पाप तथा 
जन्म-मृत्युके बन्धनसे मुक्त हो जाता है। बेटा ! इस 


ब्राह्मणोंने कहा- गुरुदेव ! हमने आपके मुखसे 
तुलसीके पत्र और पुष्पका शुभ माहात्म्य सुना, जो 
भगवान्‌ श्रीविष्णुको बहुत ही प्रिय है। अब हमलोग 
तुलसीके पुण्यमय स्तोत्रका श्रवण करना चाहते हैं। 
व्यासजी बोले--ब्राह्मणो ! पहले स्कन्दपुराणमें 
मैं जो कुछ 'बतला आया हूँ, वही यहाँ कहता हूँ। 
'शतानन्द सुनिके शिष्य कठोर ब्रतका पालन करनेवाले 
थे। उन सबेने एक दिन अपने गुरुको प्रणाम करके परम 
पुण्य और हितकी बात पूछी। 
शिष्योने कहा“ नाथ ! ब्रहावेत्ताओमैं श्रेष्ठ ! 
आपने पूर्वकालमें ब्रह्माजीके मुखसे तुलसीजीके जिस 
स्तोत्रका श्रवण किया था, उसको हम आपसे सुनना 
चाहते हैं! 
शतानन्दजी बोले--शिष्यगण ! तुलसीका 
नामोश्वारण करनेपर असुरोंका दर्प दलन करनेवाले 
भगवान्‌ श्रीविष्णु असन्न होते हैं। मनुष्यके पाप नष्ट हो 
जाते हैं तथा उसे अक्षय पुण्यकी प्राप्ति होती है! जिसके 
दर्शनमात्रसे करोड़ों गोदानका फल होता है, उस 
तुलसीका पूजन और वन्दन लोग क्यों न करें। 
कलियुगके संसारमें वे मनुष्य धन्य हैं, जिनके घरमें 
* झ्ालग्राम-शिलाका पूजन सम्पन्न करनेके लिये प्रतिदिन 
तुलसीका वृक्ष. भूतलपर लहलहाता रहता है। जो 
'कलियुगमें भगवान्‌ श्रीकेशवकी पूजाके लिये पृथ्वीपर 
तुल्सीका वृक्ष लगाते हैं, उनपर यदि यमराज अपने 
किङ्करोसहित रुष्ट हो जायें तो भी वे उनका क्या कर 


[ संक्षिप्त पदापुराण 


अध्यायके पाठ करनेवाले पुरुषको कभी रोग नहीं 
सताते, अज्ञान उसके निकट नहीं आता । उसकी सदा 
विजय होती है। 


सकते हैं। 'तुळसी ! तुम अभृतसे उत्पन्न हो और 
केशवको सदा ही प्रिय हो। कल्याणी ! मैं भगवान्‌की 
पूजाके लिये तुम्हारे पत्तोंको चुनता हूँ.) तुम मेरे लिये 
वरदायिनी बनो । तुम्हारे श्रीअङ्गोंसे उत्पन्न होनेवाले पत्रों 
और मञ्जरियोद्वारा मै सदा ही जिस प्रकार श्रीहरिका पूजन 
कर सकूँ, वैसा उपाय करो। पबित्राङ्गी तुलसी ! तुम 
कलि-मलका नाश करनेवाली हो।'* इस भावके 
मन्त्रॉसे जो तुलसीदलोंको चुनकर उनसे भगवान्‌ 
बासुदेवका पूजन करता है, उसकी पूजाका करोड़ोंगुना 
'फल होता है। 

देवेश्वरी | बड़े-बड़े देवता भी तुम्हारे प्रभावका 
गायन करते हैं। मुनि, सिद्ध, गन्धर्व, पाताळ-निवासी 
साक्षात्‌ नागराज शेष तथा सम्पूर्ण देवता भी तुम्हारे 
अभावको नहीं जानते; केवल भगवान्‌ श्रीव्रिष्णु ही 
तुम्हारी महिमाको पूर्णरूपसे जानते हैं। जिस समय 
क्षीर-समुद्रके मन्थनका उद्योग प्रारम्भ हुआ था, उस 
समय श्रीविष्णुके आनन्दांशसे तुम्हारा प्रादुर्भाव हुआ 
था। पूर्वकालमें श्रीहरिने तुम्हें अपने मस्तकपर धारण 
किया था। देवि ! उस समय श्रीविष्णुके शरीरका सम्पर्क 
पाकर तुम परम पवित्र हो गयी थीं। तुलसी ! मैं तुम्हें 
अणाम करता हूँ । तुम्हारे श्रीअङ्गसे उत्पन्न पत्रोंद्रारा जिस 
अकार श्रीहरिकी पूजा कर सकूँ, ऐसी कृपा करो, जिससे 
मैं निर्विन्नतापूर्वक परम गतिको प्राप्त होऊँ। साक्षात्‌ 
श्रीकृष्णने तुम्हें गोमतीतटपर लगाया और बढ़ाया था | 
खृन्दावनमे विचरते समय उन्होंने सम्पूर्ण जगत्‌ और 


_ जल्तुलस्यमृतजन्मासि सदा त्य केशवम्रिये । केशवार्थ चिनोमि त्वां वरदा भव शोभने ॥ 


त्यदङ्घसम्मवैर्नित्ये पूजयामि यथा हरिम्‌। तथा कुरु पवित्राङ्ग कलौ मलविनाशिनि । 


(५९ /११--१३) 


गोपियॉके हितके लिये तुलसीका सेवन किया। 
जगत्प्रिया तुलसी ! पूर्वकालमें वसिष्ठजीके कथनानुसार 
श्रीरामचन्द्रजीने भी राक्षसॉका वध करनेके उद्देश्यसे 
सरयूके तटपर तुम्हें लगाया था। तुलसीदेवी ! मैं तुम्हे 
अणाम करता हूँ। श्रीरामचन्द्रजीसे वियोग हो जानेपर 
अशोकवाटिकामें रहते हुए जनककिशोरी सोताने तुम्हारा 
ही ध्यान किया था, जिससे उन्हें पुनः आपने प्रियतमका 
समागम प्रा हुआ! पूर्वकालमें हिमालय पर्वतपर 
भगवान्‌ शङ्करकी प्राप्तिके लिये पार्यतीदेवीते तुम्हें लगाया 
और अपनी अभीष्ट-सिद्धिके लिये तुम्हारा सेवन किया 
था। तुलसौदेबी ! मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। सम्पूर्ण 
देवाङ्गनाओं और किन्नरॉने भी दुःस्वप्रका नाश करनेके 
लिये नन्दनवनमें तुम्हारा सेवन किया था। देवि ! तुम्हें 
मेरा नमस्कार है। धर्मारण्य गयामें साक्षात्‌ पितरेनि 
तुलसीका सेवन किया था। दण्डकारण्यमें भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्रजीने अपने हित-साधनकी इच्छासे परम 
पवित्र तुलसीका वृक्ष लगाया तथा लक्ष्मण और सीताने 
भी बड़ी भक्तिके साथ उसे पोसा था। जिस प्रकार 
शास्रोमे गङ्गाजीको त्रिभुवनव्यापिनी कहा गया है, उसी 
प्रकार तुलसीदेवी भी सम्पूर्ण चराचर जगत्‌में दृष्टिगोचर 
होती हैं। तुलसीका ग्रहण करके मनुष्य पातकोंसे मुक्त 
हो जाता है । और तो और, मुनीश्वरो ! तुलसीके सेवनसे 


* श्रीगङ्गाजीकी महिमा और उनकी उत्पत्ति + 


&९९५५४७४७७७७०५५४+७४५४# ०४» »*&#2 ० ४+ ७४०५७ +* ७3४53 &» ४ *»&* ४ &*+:2&* +*»&# ४*% ४» ४ # 9» # # है *ै ५५ ४:*# 9 ती NAN 


२०३ 


ब्रह्महत्या भी टूर हो जाती है । तुलसीके पत्तेसे टपकता 
हुआ जल जो आपने सिरपर धारण करता है, उसे गङ्गा- 
स्रान और दस गोदानका फल प्राप्त होता है। देवि ! 
मुझपर प्रसन्न होओ । देवेश्ररि ! हरिप्रिये ! मुझपर प्रसन्न 
हो जाओ । क्षीरसागरके मन्धनसे प्रकट हुई तुलसीदेनि ! 
मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। टर 

द्वादशीकी रात्रिमें जागरण करके जो इस तुलसी- 
स्तोत्रका पाठ करता है, भगवान्‌ श्रीविष्णु उसके बत्तीस 
अपराध क्षमा करते हैं। बाल्यावस्था, कुमारावस्था, 
जवानी और बुढापेमे जितने पाप किये होते हैं, वे सब 
तुलसी-स्तोत्रके पाठसे नष्ट हो जाते हैं । तुलसीके स्तोत्रसे 
सन्तुष्ट होकर भगवान्‌ सुख और अभ्युदय प्रदान करते हैं । 
जिस घरमें तुलसीका स्तोत्र लिखा हुआ विद्यमान रहता है, 
उसका कभी अशुभ नहीं होता, उसका सब कुछ मङ्गल- 
मय होता है, किञ्जित्‌ भी अमङ्गल नहीं होता । उसके लिये 
सदा सुकाल रहता है। वह घर प्रचुर धन-धान्यसे भरा 
रहता है। तुलसी-स्तोत्रका पाठ करनेवाले मनुष्यके 
हृदयमें भगवान्‌ श्रीविष्णुके प्रति अविचल भक्ति होती है । 
तथा उसका वैष्णवोंसे कभी वियोग नहीं होता । इतना ही 
नहीं, उसकी बुद्धि कभी अधर्ममें नहीं प्रवृत्त होती । जो 
द्वादशीकी रात्रिमें जागरण करके तुलसी-स्तोत्रका पाठ 
करता है, उसे करोड़ों तीथेकि सेवनका फल भाप्त होता है। 


दि कल 


श्रीगङ्गाजीकी महिमा और उनकी उत्पत्ति 


ब्राह्मण खोले---गुरुदेव ! अब आप हमें कोई 
ऐसा तीर्थ बतलाइये, जहाँ डुबकी लगानेसे निश्रय ही 
समस्त पाप तथा दूसरे-दूसरे महापातक भी नष्ट हो 
जाते हैं। 

व्यासजी खोले--त्राह्मणो ! अविल्म्न सद्वतिका 
उपाय सोचनेवाले सभी स्तरी-पुरुषॉके लिये गङ्गाजी ही 
एक ऐसा तीर्थ हैं, जिनके दर्शनमात्रसे सारा पाप नष्ट हो 
जाता है। गङ्गाजीके नामका स्मरण करनेमात्रसे पातक, 


कीर्तनसे अतिपातक और दर्शनसे भारी-भारी पापर 
(महापातक) भी नष्ट हो जाते हैं। गङ्गाजीमे जान, 
जलपान और पितरोंका तर्पण करनेसे महापातकोंकी 
राशिका प्रतिदिन क्षय होता रहता है। जैसे अभिका 
संसर्ग होनेसे रूई और सूखे तिनके क्षणभरमें भस्म हो. 
जाते हैं, उसी प्रकार गङ्गाजी अपने जलका स्पर्श होनेपर 
मनुष्येकि सारे पाप एक ही क्षणमें दग्ध.कर देती है ।* 

जो विधिपूर्वक सङ्कल्पवावयका उच्चारण करते हु 


nn 


गङ्गेति स्मरणादेख क्षयं याति च पातकम्‌ । कीर्तनादतिपापानि दर्शनाद्‌ गुरुकल्मषम्‌ ॥ 
स्रानात्‌ पानाच जाहव्या पितृणो तर्पणात्तथा ५ महापातकवृन्दानि क्षयं यान्ति दिने दिने॥ 
अग्निना दहाते तूले तृणं शुष्के क्षणाद्‌ यथा। तथा गङ्गाजलस्प्शत्‌ पुसा पापं दहेत्‌ क्षणात्‌ (६० । ५-७) 


गङ्गाजीके जलमें पितरोके उद्देश्यसे पिण्डदान करता है, 
उसे प्रतिदिन सौ यज्ञोंका फल होता है। जो लोग 
गङ्गाजीके जलमें अथवा तटपर आवश्यक सामग्रियोंसे 
तर्पण और पिण्डदान करते हैं, उन्हें अक्षय स्वर्गकी प्राप्ति 
होती है। जो अकेला भी गङ्गाजीकी यात्रा करता है, 
उसके पितरोंकी कई पीढ़ियाँ पवित्र हो जाती हैं। एकमात्र 
इसी महापुण्यके बलपर वह स्वयं भी तरता है और 
पितरोंको भी तार देता है। ब्राह्मणो ! गङ्गाजीके सम्पूर्ण 
गुणोंका वर्णन करनेमें चतुर्मुख ब्रह्माजी भी समर्थ नहीं 
हैं। इसलिये मैं भागीरथीके कुछ ही गुर्णोका दिग्दर्शन 
कराता हूँ! 
मुनि, सिद्ध, गन्धर्व तथा अन्यान्य श्रेष्ठ देवता 
'गङ्गाजीके तीरपर तपस्या करके स्वर्गलोकमें स्थिर भावसे 
विराजमान हुए हैं । आजतक वे वहाँसे इस संसारमें नहीं 
लौटे । तपस्या, नहुत-से यज्ञ, नाना प्रकारके ब्रत तथा 
पुष्कल दान करनेसे जो गति प्राप्त होती है, गङ्गाजीका 
सेनन करके मनुष्य उसी गतिको पा लेता है।* 
पिता पुत्रको, पत्नी प्रियतमको, सम्बन्धी अपने 
सम्बन्धीको तथा अन्य सब भाई-बन्धु भी अपने प्रिय 
बन्धुको छोड़ देते है, किन्तु गङ्गाजी उनका परित्याग नहीं 
करतीं ।† जिन श्रेष्ठ भनुष्योंने एक बार भी भक्तिपूर्वक 
'गड्जामें स्नान किया है, कल्याणमयी गङ्गा उनकी लाख 
पीढ़ियोंका भवसागरसे उद्धार कर देती हैं। संक्रान्ति, 
व्यतीपात, चन्द्रग्रहण, सूर्यग्रहण और पुष्य नक्षत्रमें 
गज्जाजीमें स्नान करके मनुष्य अपने कुलकी करोड़ 
पीढ़ियोंका उद्धार कर सकता है। जो मनुष्य 
[अन्तकाळमें] अपने हृदयमें भगवान्‌ श्रीविष्णुका 
चिन्तन करते हुए उत्तरायणके शुकृपक्षमें दिनको 
गङ्गाजीके जलमें देह-त्याग करते हैं, वे धन्य हैं। जो इस 
अकार भागीरथीके शुभ जलमें प्राण-त्याग करते हैं, उन्हें 
पुनरावृत्ति-रहित स्वर्गकी राप्ति होती है। गङ्गाजीमें 
पितरोंको पिण्डदान तथा तिलूमिश्रित जलसे तर्पण 


करनेपर वे यदि नरकमें हों तो स्वर्गमें जाते हैं और स्वर्गमें 
हों तो मोक्षको प्राप्त होते हैं। 

पर-खी और पर-धनका हरण करने तथा सबसे 
द्रोह करनेवाले पापी मनुष्योंको उत्तम गति प्रदान करनेका 
साधन एकमात्र गङ्गाजी ही हैं। वेद-शास्रके ज्ञानसे 
रहित, गुरु-निन्दापराथण और सदाचार-शून्य मनुष्यके 
लिये गङ्गाके समान दूसरी कोई गति नहीं है। गङ्गाजीमें 
खान करनेमात्रसे मनुष्योकि अनेक जन्मोंकी पापराशि नष्ट 
हो जाती है तथा बे तत्काल पुण्यभागी होते हैं। 

प्रभासक्षेत्रमें सूर्यग्रहणके समय एक सहस्र गोदान 
करनेपर जो फल मिलता है, वह गङ्गाजीमें स्नान करनेसे 
प्रतिदिन प्राप्त होता है। गङ्गाजीका दर्शन करके मनुष्य 
पापॉसे छूट जाता है और उसके जलका स्पर्श करके 
स्वर्ग पाता है । अन्य कार्यके प्रसङ्गसे भी गङ्गाजीमेँ गोता 
लगानेपर बे मोक्ष प्रदान करती हैं। गङ्गाजीके दर्शन- 
मात्रसे पर-घन और पर-स्त्रीकी अभिलाषा तथा पर-धर्म- 
विषयक रुचि नष्ट हो जाती है। अपने-आप जो कुछ 
मिल जाय, उसीमें सन्तोष करना, अपने धर्ममें प्रवृत्त 
रहना तथा सम्पूर्ण प्राणियोके प्रति समान भाव 
रखना--ये सदुण गङ्गाजीमें स्नान करनेवाले मनुष्यके 
हृदयमें स्वभावतः उत्पन्न होते हैं। जो मनुष्य गङ्गाजीका 
आश्रय लेकर सुखपूर्वक निवास करता है, वही इस 
ल्त्रेकमें जीवन्धुक्त और सर्वश्रेष्ठ है । उसके लिये कोई 
कर्तव्य शेष नहीं रह जाता । गङ्काजीमें या उनके तटपर 
किया हुआ यज्ञ, दान, तप, जप, श्राद्ध और देवपूजन 
प्रतिदिन कोटि-कोटिगुना अधिक फल देनेबाला होता 
है। अपने जन्म-नक्षत्रके दिन गङ्गाजीके सङ्गममें स्नान 
करके मनुष्य अपने कुलका उद्धार कर देता है । जो मिना 
श्रद्धाके भी पुण्यसलिला गङ्गाजीके नामका कीर्तन करता 
है, वह निश्चय ही स्वर्गका अधिकारी है | वे पृथ्वीपर 
मनुष्योंको, पातारूमें नागॉको और स्वर्गमें देवताओंको 
तारती हैं। जानकर या अनजानमें, इच्छासे या 


+ तपोमिर्नहुभिर्यशैर्ततैर्नानाविधैस्तथा 


।पुरुदानैर्गतिर्या च गङ्गां संसेव्यतां लभेत्‌ ॥ (६० । २४) 


† त्यजन्ति पितरे पुत्राः प्रिय पत्न्यः सुहृद्रणा: । अन्ये च बान्धवाः सर्वे गङ्गा तात्र परित्यजेत्‌ ॥ (६० । २६) 


सृष्टिखण्ड ] 


= श्रीगङ्गाजीकी महिमा और उनकी उत्पत्ति « 


२०५ 


अनिच्छासे गङ्गामें मरनेवाला मनुष्य स्वर्ग और मोक्षको 
भी प्राप्त करता है। सत्त्वगुणमें स्थित योगयुक्त मनीषी 
पुरुषको जो गति मिलती है, वही गङ्गाजीमें प्राण 
त्यागनेवाले देहधारियोंको प्राप्त होती है। एक मतुष्य 
अपने शरीरका शोधन करनेके लिये हजारों चाम्द्रायण- 
ब्रत करता है और दूसरा मनचाहा गङ्गाजीका जल पीता 
है--उन दोनोंमें गङ्गाजलका पान करनेवाला पुरुष ही 
श्रेष्ठ है। मनुष्यके ऊपर तभीतक तीर्थो, देवताओं और 
ब्रेदोंका प्रभाव रहता है, जत्रतक कि वह गङ्गाजीको नहीं 
प्राप्त कर लेता। 
भगवती गङ्गे ! वायु देवताने स्वर्ग, पृथ्वी और 
आकाझमें साढ़े तीन करोड़ तीर्थ बतलाये हैं; वे सब 
तुम्हारे जलमें विद्यमान हैं। गङ्गे ! तुम श्रीविष्णुका 
चरणोदक होनेके कारण परम पवित्र हो । तीनों लोकोमें 
गमन करनेसे त्रिपथगामिनी कहलाती हो । तुम्हारा जल 
घर्ममय है; इसलिये तुम घर्मद्रवीके. नामसे विख्यात हो । 
जाह्नबी ! मेरे पाप हर लो । भगवान्‌ श्रीविष्णुके चरणोंसे 
तुम्हारा प्रादुर्भाव हुआ है। तुम श्रीविष्णुद्रारा सम्मानित 
तथा वैष्णवी हो। मुझे जन्मसे लेकर मृत्युतकके पापॉसे 
बचाओ। महादेवी ! भागीरथी! तुम श्रद्धासे, 
शोभायमान रजःकणोंसे तथा अमृतमय जलसे मुझे 
पवित्र करो।* इस भावके तीन इलोकोका उच्चारण 
करते हुए जो गङ्गाजीके जलमें स्नान करता हैं, वह करोड़ 
जन्मोके पापसे निःसन्देह मुक्त हो जाता है। अब यैं 
गङ्गाजीके मूल-मन्त्रका वर्णन करूँगा, जिसे साक्षात्‌ 
श्रीहरिने बतलाया है। उसका एक बार भी जप करके 
मनुष्य पवित्र हो जाता तथा श्रीविष्णुके श्रीविग्रहमें 
प्रतिष्ठित होता है । वह मन्त्र इस प्रकार है--'३ नमो 
गङ्कायै विश्वरूपिण्यै नारायण्यै नमो नमः ।' (भगवान्‌ 


शरीनारायणसे प्रकट हुई विश्वरूपिणी गङ्गाजीको बारंबार 
नमस्कार है।) 

जो मनुष्य गङ्गातीरकी मिट्टी अपने मस्तकपर धारण 
करता है, वह गङ्गामें स्नान किये निना ही सब पापोंसे 
मुक्त हो जाता है । गङ्गाजीकी लहरॉसे सटकर बहनेवाली 
चायु यदि किसीके शरीरका स्पर्श करती है, तो वह घोर 
पापसे शुद्ध होकर अक्षय स्वर्गका उपभोग करता है। 
मनुष्यकी हड्डी जबतक गङ्गाजीके जलमें पड़ी रहती है, 
उतने ही हजार वर्षोतक वह स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठित होता 
है। माता-पिता, बन्धु-नान्धव, अनाथ तथा गुरुजनोंकी 
हड्डी गङ्गाजीमें गिरानेसे मनुष्य कभी स्वर्गसे भ्रष्ट नहीं 
होता। जो मानव आपने पितरोंकी हड्डियोंके टुकड़े 
बटोरकर उन्हें गङ्ाजीमें डालनेके लिये ले जाता है, वह 
पग-पगपर अश्वमेध-यज्ञका फल प्राप्त करता है। गङ्गा- 
तीरपर बसे हुए गाँव, पशु-पक्षी, कीडे-मकोडे तथा 
चर-अचर--सभी प्राणी धन्य हैं। 

विप्रवरो ! जो गङ्गाजीसे एक कोसके भीतर प्राण- 
त्याग करते हैं, वे मनुष्य देवता ही हैं; उससे बाहरके 
मनुष्य ही इस पृथ्वीपर मानव हैं । गङ्गाखानके लिये यात्रा 
करता हुआ यदि कोई मार्गमें ही मर जाता है, तो ह भी 
स्वर्गको प्राप्त होता है। ब्राह्मणो ! जो लोग गङ्गाजीकी 
यात्रा करनेवाले मनुष्योंको वहाँका मार्ग बता देते हैं, उन्हें 
भी परमपुण्यकी प्राप्ति होती है और वे भी गड्जारुणनका 
फल पा लेते हैं। जो पाखप्डियोंके संसर्गसे विचारशक्ति 
खो बैठनेके कारण गङ्गाजीकी निन्दा करते है, वे घोर 
नरकमें पड़ते हैं तथा बहाँसे फिर कभी उनका उद्धार 
होना कठिन है। जो सैकड़ों योजन दूरसे भी “गङ्गा-गङ्गा' 
कहता है, वह सब पापोंसे मुक्त हो श्रीविष्णुलोकको प्राप्त 
होता है।† जो मनुष्य कभी गङ्ाजीमें ज्ञानके लिये 


*जिष्णुपादार्घसम्पूते 


गङ्गे त्रिपथगामिनि । घर्मद्रबीति 
विष्णुपादप्रसूतासि चैष्णवी 


विख्याते पापं मे हर जाइवि॥ 


विष्णुपूजिता । त्राहि मामेनसस्तस्मादाजन्ममरणान्तिकात्‌ ॥ 


श्रद्धया धर्मसम्पूर्णे श्रीमता रजसा च ते । अमृतेन महादेखि भागीरथि पुनोहि माष्‌॥ 


(६० । ६०-६२) 


† गङ्गा गङ्गेति यो ब्रूयाद्‌ योजनानो शतैरपि । मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति ॥ 


(६्‌०।७८) 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


नहीं गये हैं, वे अंधे और पहुके समान हैं। उनका इस 
संसारमें जन्म लेना व्यर्थ है। जो गङ्गाजीके नामका 
कीर्तन नहीं करते, वे नराधम जडके समान हैं। जो लोग 
श्रद्धाके साथ गङ्गाजीके माहात्म्यका पठन-पाठन करते 
हैं, वे धोर पुरुष स्वर्गको जाते और पितरों तथा गुरुओंका 
उद्धार कर देते हैं। जो पुरुष गङ्गाजीकी यात्रा करनेवाले 
लोगॉको राह-खर्चके लिये अपनी शक्तिके अनुसार घन 
देता है, उसे भी गङ्गाजीमें स्नान करनेका फल मिलता 
है। दूसरेके खर्चसे जानेवालेको ख्रानका जितना फल 
मिलता है, उससे दूना फल खर्च देकर भेजनेवालॉको 
आप्त होता है। इच्छासे या अनिच्छासे, किसीके भेजनेसे 
या दूसरेकी सेवाके मिससे भी जो परम पवित्र गङ्गाजीकी 
यात्रा करता है, वह देवताओंके लोकमें जाता है। 
ब्राह्मणोंने पूछा--व्यासजी ! हमने आपके मुँहसे 
गङ्गाजीके गुणोंका अत्यन्त पवित्र कीर्तन सुना। अब हम 
यह जानना चाहते हैं कि गङ्गाजी कैसे इस रूपमें प्रकट 
हुई, उनका स्वरूप क्या है तथा वे क्यों अत्यन्त पावन 
मानी जाती हैं। 
व्यासजी बोले--ट्विजवरो ! सुनो, मै एक परम 
पवित्र प्राचीन कथा सुनाता हूँ। प्राचीन कालकी बात है, 
मुनिश्रेष्ठ नारदजीने ब्रह्मल्त्रेकमें जाकर त्रिलोकपावन 
ब्रह्माजीको नमस्कार किया और पूछा--'तात ! आपने 
ऐसी कौन-सी वस्तु उत्पन्न की है, जो भगवान्‌ शङ्कर और 
श्रीविष्णुको भी अत्यन्त प्रिय हो तथा जो भूतलपर सब 
लोगॉका हित करनेके लिये अभीष्ट मानी गयी हो?' 
ब्रह्माजीने कहा--बेटा ! पूर्वकालमें सृष्टि आरम्भ 
करते समय मैने मूर्तिमती प्रकृतिसे कहा--'देवि ! 
तुम सम्पूर्ण लोकोंका आदि कारण बनो। मैं तुमसे 
ही संसारकी सृष्टि आरम्भ करूँगा।' यह सुनकर परा 
अकृति सात स्वरूपोर्में अभिव्यक्त हुई; गायत्री, वाग्देवी 
(सरस्वती), सब प्रकारके धन-धान्य प्रदान करनेवाली 
लक्ष्मी, ज्ञान-विद्यास्वरूपा उमादेवी, शक्तिबीजा तपस्विनी 
और घर्मद्रबा--ये ही सात परा प्रकृतिके स्वरूप हैं। 
इनमें गायत्रीसे सम्पूर्ण वेद प्रकट हुए हैं और वेदसे सारे 
जगतूकी स्थिति है। स्वस्ति, स्वाहा, स्रधा और 


दीक्षा--ये भी गायत्रीसे ही उत्पन्न मानी गयी हैं। अतः 
यसमेँ मातृका आदिके साथ सदा ही गायत्रीका उच्चारण 
करना चाहिये। भारती (सरस्वती) सब लोगोंके मुख 
और हृदयमें स्थित हैं तथा वे ही समस्त शास्त्रोंमें धर्मका 
उपदेश करती हैं। तीसरी प्रकृति लक्ष्मी हैं, जिनसे वस्त्र 
और आभूषणोंकी राशि प्रकट हुई है। सुख और 
त्रिभुवनका राज्य भी उन्हींकी देन है। इसीसे वे भगवान्‌ 
श्रीविष्णुकी प्रियतमा हैं। चौथी प्रकृति उमाके द्वारा ही 
संसारमें भगवान्‌ शङ्करके स्वरूपका ज्ञान होता है । अतः 
उमाको ज्ञानकी जननी (ब्रह्मविद्या) समझना चाहिये । के 
भगवान्‌ शिवके आधे अङ्गमे निवास करती हैं। 
शक्तिनीजा नामकी जो पाँचवीं प्रकृति है, वह अत्यन्त 
उग्र और समूचे विश्वको मोहमें डालनेबाली है। समस्त 
लोकॉमें बही जगत्‌का पालन और संहार करती है। 
[तपस्विनी तपस्याकी अधिष्ठात्री देनी है।] सातवीं 
प्रकृति धर्मद्रवा है, जो सब धर्मोमें प्रतिष्ठित है । उसे 
सबसे श्रेष्ठ देखकर मैंने अपने कमण्डलुमें धारण कर 
लिया। फिर परम प्रभावशाली भगवान्‌ श्रीविष्णुने 
बलिके यज्ञके समय इसे प्रकट किया। उनके दोनों 
चरणोंसे सम्पूर्ण महीतल व्याप्त हो गया था। उनमेंसे एक 
चरण आकाश एबं ब्रह्माण्डको भेदकर मेरे सामने स्थित 
हुआ। उस समय मैंने कमण्डलुके जलसे उस चरणका 
पूजन किया। उस चरणको धोकर जब मैं पूजन कर 
चुका, तब उसका धोवन हेमकूट पर्नतपर गिरा | वहाँसे 
भगवान्‌ शङ्करके पास पहुँचकर वह जल गङ्गाके रूपमें 
उनकी जटामें स्थित हुआ ! गङ्गा बहुत कालतक उनकी 
जटामें ही भ्रमण करती रहीं । तत्पश्चात्‌ महाराज भगीरथने 
भगवान्‌ शङ्करकी आराधना करके गङ्गाको पृथ्वीपर 
उतारा। वे तीन धाराओंमें प्रकट होकर तीनों लोकोमें 
गयीं; इसलिये संसारमें त्रि्रोताके नामसे विख्यात हुई । 
शिव, ब्रह्मा तथा किष्णु--तीनों देवताओंके संयोगसे 
पवित्र होकर वे त्रिभुवनको पावन करती हैं। भगवती 
भागीरथीका आश्रय लेकर मनुष्य सम्पूर्ण घर्मोंका फल 
आप्त करता है। पाठ, यज्ञ, मन्त्र, होम और देवार्चन 
आदि समस्त शुभ कमॉसे भी जीवको वह गति नहीं 


सृष्टिखण्ड ) 


* गणेशजीकी महिमा और उनको स्तुति एवं पूजाका फल + 


२०७ 


मिलती, जो श्रीगङ्गाजीके सेवनसे प्राप्त होती है।* 
गङ्गाजीके सेवनसे बढ़कर धर्म-साधनका दूसरा कोई 
उपाय नहीं है। इसलिये नारद ! तुम भी गङ्गाजीका 
आश्रय लो। हड्डियोंमें गङ्गाजीके जलका स्पर्श होनेसे 
राजा सगरके पुत्र अपने पितरों तथा वंशजोंके साथ 
स्वर्गलोकमें पहुँच गये । 

व्यासजी कहते हैं--मुनिश्रेष्ठ नारद अ्रह्माजीके 
मुखसे यह बात सुनकर गङ्गाद्वार (हरिद्वार) में गये और 
वहाँ तपस्या करके ब्रह्माजीके समान हो गये। गङ्गाजी 
सर्वत्र सुलभ होते हुए भी गङ्गाद्वार, प्रयाग और गङ्गा- 
सागर-संगम--इन तीन स्थानोंमें दुर्लभ हैं--वहाँ 
इनकी प्राप्ति बड़े भाग्यसे होती है । वहाँ तीन रात्रि या एक 
रात निवास करनेसे भी मनुष्य परम गतिको प्राप्त होता है; 
इसलिये धर्मज्ञ ब्राह्मणो ! सब भ्रकारसे प्रयल करके 
तुमलोग परम कल्याणमयी भगवती भागीरथीके तीरपर 


जाओ। विशेषतः इस कल्कालमें सत्त्वगुणसे रहित 
मनुष्योंको कष्टसे छुड़ाने और मोक्ष प्रदान करनेवाली 
गङ्गाजी ही हैं। गङ्गाजीके सेवनसे अनन्त पुण्यका उदय 
होता है।† 

पुलस्त्यजी कहते हैं--भीष्म ! तदनन्तर बे 
ब्राह्मण व्यासजीकी कल्याणमयी वाणी सुनकर बड़े 
प्रसन्न हुए और गङ्गाजीके तटपर तपस्या करके 
मोक्षमार्गको पा गये । जो मनुष्य इस उत्तम परम पवित्र 
उपाख्यानका श्रवण करता है, वह समस्त दुःख-राशिसे 
पार हो जाता है तथा उसे गङ्गाजीमें स्नान करनेका फल 
मिलता है। एक बार भी इस प्रसङ्गका पाठ करनेपर 
सम्पूर्ण यज्ञोंका फल मिल जाता है। जो गङ्गाजीके 
तटपर ही दान, जप, ध्यान, स्तोत्र, मन्त्र और देवार्चन 
आदि कर्म कराता है, उसे अनन्त फलकी प्राप्ति 
होती है। 


—= और सतत 


गणेशजीकी महिमा और उनकी स्तुति एवं पूजाका फल 


पुलस्त्यजी कहते हैं--भीष्म ! इसके बाद एक 
दिन व्यासजीके शिष्य महामुनि संजयने अपने गुरुदेवको 
प्रणाम करके प्रश्न किया। 

संजयने पूछा- गुरुदेव ! आप मुझे देवताऑके 
'पूजनका सुनिश्चित क्रम बतलाइये । प्रतिदिनकी पूजामें 
सबसे पहले किसका पूजन करना चाहिये ? 

व्यासजी बोले--संजय ! विघ्रोंको दूर करनेके 
लिये सर्वप्रथम गणेशजीकी पूजा करनी चाहिये। 
पार्वतीदेवीने पूर्वकालमें भगवान्‌ शाङ्करजीके सेयोगसे 
स्कन्द (कार्तिकेय) और गणेश नामके दो पुत्रोंको जन्म 
दिया। उन दोनोंको देखकर देवताओंको पार्वतीजीपर 
बडी श्रद्धा हुई और उन्होंने अमृतसे तैयार किया हुआ 


*पाठयञ्ञपरैः 


एक दिव्य मोदक (लड्डू) पार्वतीके हाथमें दिया । मोदक 
देखकर दोनों बालक मातासे माँगने लगे। तब 
पार्वतीदेवी विस्मित होकर पुत्रॉसे बोलीं--'मैं पहले 
इसके गुणोंका वर्णन करती हूँ, तुम दोनों सावधान होकर 
सुनो । इस मोदकके सूँघनेमात्रसे अमरत्व प्राप्त होता है; 
जो इसे सूँघता या खाता है, बह सम्पूर्ण शास्त्रोंका मर्मज्ञ, 
सब तन्त्रॉमें प्रवीण, लेखक, चित्रकार, विद्वान, 
ज्ञान-विज्ञानके तत्वको जाननेवाला और सर्वज्ञ होता 
है--इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है । पुत्रो ! तुममेंसे जो 
धर्माचरणके द्वारा श्रेष्ठता आप्त करके आयेगा, उसीको मैं 
यह मोदक दूँगी । तुम्हारे पिताकी भी यही सम्मति है ।' 
माताके मुखसे ऐसी बात सुनकर परम चतुर स्कन्द 


सबैर्मन्त्रहोमसुरार्चनैः । सा गतिर्न भवेजन्तोर्गङ्गासंसेवया च या॥ 


(६०। ११६) 


पै विशोषात्करिकाले च गङ्गा मोक्षभ्रदा नुणाम्‌। कृष्ट्न्च क्षीणसस्वानामनन्तः पुण्यसम्भवः ॥ 


(६०। १२३) 


२०८ 


० अर्चयस्व इचीकेश यदीच्छसि परं पदम्‌ « 


4444444५५५ ६६०७५३०४३८ ७७३४ ३३७४०३३६२७ ७५७३७७७ ४७७44 4099096भ4भ699444009326999904 0906360. 


[ संक्षिप्त पकपुराण 


मयूरपर आरूढ़ हो तुरंत ही त्रिलोकीके तीथाँकी यात्राके 
लिये चल दिये । उन्होंने मुहूर्तभरमें सब तीथोँमे जान कर 
लिया) इधर लम्बोदरधारी गणेशजी स्कन्दसे भी बढ़कर 
बुद्धिमान्‌ निकले । वे माता-पिताकी परिक्रमा करके बड़ी 
प्रसन्नताके साथ पिताजीके सम्मुख खड़े हो गये। फिर 
स्कन्द भी आकर पिताके सामने खड़े हुए और बोले, 
"मुझे मोदक दीजिये ।' तब पार्वतीजीने दोनों पुत्रॉकी ओर 
देखकर कहा- “समस्त तीथेमिं किया हुआ स्त्रान, 
सम्पूर्ण देवताओंको किया हुआ नमस्कार, सब यज्ञोंका 
अनुष्ठान तथा सन प्रकारके ब्रत, मन्त्र, योग और 
संयमका पालन--ये सभी साधन माता-पिताके पूजनके 
सोलहर्वे अंशके बराबर भी नहीं हो सकते । इसलिये यह 
गणेश सैकड़ों पुत्रों और सैकड़ों गणोंसे भी बढ़कर है। 
अतः देवताओंका बनाया हुआ यह मोदक मैं गणेशको 
ही अर्पण करती हूँ। माता-पिताकी भक्तिके कारण ही 
इसकी प्रत्येक यशर्मे सबसे पहले पूजा होगी ।' 
महादेवजी बोले--इस गणेशके ही अग्रपूजनसे 
सम्पूर्ण देवता प्रसन्न हों। 
व्यासजी कहते हैं--अतः द्विजको उचित है कि 
वह सब यज्ञोमें पहले गणेशजीका ही पूजन करे। ऐसा 
'करनेसे उन यज्ञोंका फल कोटि-कोटि गुना अधिक 
होगा। सम्पूर्ण देखी-देवताओका कथन भी यही है। 
देवाधिदेवी पार्वतीने सर्वगुणदायक पवित्र मोदक 
'गणेशजीको ही दिया तथा बड़ी भ्रसन्नताके साथ सम्पूर्ण 
देवताओके सामने ही उन्हें समस्त गणोंका अधिपति 
बनाया । इसलिये विस्तृत यज्ञों, स्तोत्रपाठों तथा 
नित्यपूजनमें भी पहले गणेशजीकी पूजा करके ही मनुष्य 


सम्पूर्ण सिद्धियाँ प्राप्त कर सकता है । चतुर्थीको दिनभर 
उपवास करके श्रीगणेशजीका पूजन करे और रातमें अन्न 
अहण करे! गणेशजीकी स्तुति इस प्रकार करनी 
चाहिये--'श्रीगणेशजी ! आपको नमस्कार है। आप 
सम्पूर्ण विघ्रोंकी शान्ति करनेबाले हैं। उमाको आनन्द 
प्रदान करनेवाले परम बुद्धिमान्‌ प्रभो ! भवसागरसे मेरा 
उद्धार कीजिये। आप भगवान्‌ शङ्करको आनन्दित 
करनेवाले हैं। अपना ध्याम करनेनालोंको ज्ञान और 
विज्ञान प्रदान करते हैं। विज्नराज ! आप सम्पूर्ण दैत्योकि 
एकमात्र संहारक हैं, आपको नमस्कार है । आप सबको 
प्रसन्नता और लक्ष्मी देनेवाले हैं, सम्पूर्ण यज्ञोके एकमात्र 
रक्षक तथा सब प्रकारके मनोरथोंको पूर्ण करनेवाले हैं । 
गणपते ! मैं प्रेमपूर्वक आपको प्रणाम करता हूँ।'* जो 
मनुष्य उपर्युक्त भावके मन्त्रोसे गणेशजीका पूजन करता 
है, बह सन पापॉसे मुक्त होकर स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठित 
होता है । अब मैं गणेशजीके बारह नामोंका कल्याणमय 
स्तोत्र सुनाता हूँ। उनके बारह नाम ये हैं--गणपति, 
विघ्नराज, लम्बतुण्ड, गजानन, द्वैमातुर, हेरम्ब, एकदन्त, 
गणाधिप, विनायक, चारकर्ण, पशुपाल और भवात्मज । 
जो प्रातःकाल उठकर इन बारह नामोंका पाठ करता है, 
सम्पूर्ण विश्व उसके वशमें हो जाता है तथा उसे कभी 
विघ्रका सामना नहीं करना पड़ता ।† 

उपनयन, विवाह आदि सम्पूर्ण माङ्गलिक कार्योमिं 
जो श्रीगणेशाजीका पूजन करता है, वह सबको अपने 
बशमें कर लेता है और उसे अक्षय पुण्यकी प्राप्ति होती 
है। जो मनुष्य सम्पूर्ण यज्ञके कलशॉमें “गणानां त्वा--' 
इस मन्त्रसे श्रीगणेशाजीका आवाहन करके उनकी पूजा 


क गणाधिप 


'हरानन्दकर अभो । बिराज 


घ्यानज्ञानविज्ञानद 


नमस्तुभ्यं सर्वविष्प्रशान्तिद । उमानन्दभद श्रज्ञ आहि मो भवसागरात्‌ ॥ 


सर्वदैत्यैकसूदन ॥ 


नमस्तुभ्यं 


सर्वप्रीतिप्रद श्रोद सर्वयङैकरक्षक। सर्वाभोष्टप्रद प्रीत्या नमामि त्यां गणाधिप ॥ 


न राणपतिर्विप्रराजो रुम्बतुण्डो गजाननः । द्वैमातुर 


विनायकश्चारुकर्णः 


(६१।२६--२८) 


हेरम्न एकदन्तो गणाधिपः ॥ 


पशुपालो भवात्मज: । द्वाददैतानि नामानि प्रातरुत्याय यः पठेत्‌॥ 


विश्वं तस्प भवेद्वश्य न च विं भवेत्‌ क्ञचित्‌ । 


(६१॥ ३१-३३) 


सुष्टिखण्ड ] 


करता है, उसे सम्पूर्ण सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं तथा वह 
स्वर्ग और मोक्षको भी पा लेता है। विद्वान्‌ पुरुषको 
चाहिये कि वह मिट्टीकी दीवारोमें, प्रतिमा अथवा चित्रके 
रूपमें पत्थरपर, दरवाजेकी लकड़ीमें तथा पात्रॉमें 
श्रीगणेशजीकी मूर्ति अङ्कित करा ले। इनके सिवा 
दूसरे-दूसरे स्थानमें भी, जहाँ हमेशा दृष्टि पड़ सके, 
श्रीगणेशजीकी स्थापना करके अपनी शक्तिके अनुसार 
उनका पूजन करे। जो ऐसा करता है उसके समस्त प्रिय 
कार्य सिद्ध होते हैं । उसके सामने कोई विघ्र नहीं आता 


= संजय-व्यास-संखाद्‌--यनुष्ययोनियें उत्पन्न हुए दैत्य और देवताओकि लक्षण « 


२०९ 


,७०००७७००००००००७०००००००००९००००००-७०:००००००:०१०००७ 


तथा वह तीनों लोकोंको अपने बशमें कर लेता है। 
सम्पूर्ण देवता अपने अभीष्टको सिद्धिक लिये जिनका 
पूजन करते हैं, समस्त विश्लोंका उच्छेद करनेवाले उन 
श्रीगणेशजीको नमस्कार है ।* जो भगवान्‌ श्रीविष्णुको 
प्रिय लगनेवाले पुष्पों तथा अन्यान्य सुगन्धित फूलोंसे, 
फल, मूल, मोदक और सामयिक सामग्रियॉसे, दही 
और दूधसे, प्रिय लगनेवाले बाजोंसे तथा धूप और दीप 
आदिके द्वारा गणेशजीकी पूजा करता है, उसे सब 
अकारकी सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। 


ननज नाललला 
संजय-व्यास-संवाद--मनुष्ययोनिमें उत्पन्न हुए दैत्य और देवताओंके लक्षण 


संजयने पूछा--श्रह्मन्‌ !सात्तविक पुरुष मनुष्योंमें 
असुर आदिके लक्षणोंको कैसे जान सकते हैं ? नाथ ! 
मेरे इस संशयको दूर कीजिये। 
व्यासजी खोले- ढिजों तथा अन्य जातियोंमें 
अपने पूर्वकृत पापेकि अनुरूप असुर, राक्षस और प्रेत 
भी जन्म ग्रहण करते हैं; किन्तु वे अपना स्वभाव नहीं 
छोड़ते। मनुष्यॉमें जो असुर जन्मते हैं, वे सदा ही 
लड़ाई-झगड़ा करनेको उत्सुक रहते हैं। जो मायावी, 
दुराचारी और क्रूर हॉ, उन्हें इस पृथ्वीपर राक्षस 
समझना चाहिये। 
इसके बिपरीत एक भी बुद्धिमान्‌ एवं सुयोग्य पुत्र 
हो तो उसके द्वारा समूचे कुलकी रक्षा होती है। एक भी 
वैष्णव पुत्र अपने कुलकी अनेकों पीढ़ियोंका उद्धार कर 
देता है। जो पुण्यतीर्थो और मुक्तिक्षेत्रमें ज्ञानपूर्वक 
मृत्युको प्राप्त होते हैं, वे संसार-सागरसे तर जाते हैं । 
और जो ब्रह्मज्ञानी होते हैं, वे स्वयं तो तरते ही हैं, 
दूसरोंको भी तार देते हैं। एक पतिन्रता स्वी अपने 
कुलकी अनेकों पीढ़ियोंका उद्धार कर देती है। इसी 
अकार द्विज और देवताओंके पूजनमें तत्पर रहनेवाला 
धर्मात्मा जितेन्द्रिय पुरुष भी अपने कुलका उद्धार करता 
है। कलियुगके अन्तमें जब शहर और गाँवॉमें घर्मका 


नाश हो जाता है, तब एक ही धर्मात्मा पुरुष समस्त पुर, 
आम, जनसमुदाय और कुलकी रक्षा करता है। 

जो मनुष्य अपवित्र एवं दुर्गन्धयुक्त पदार्थोकि 
भक्षणमें आनन्द मानता है, बराबर पाप करता है और 
रातमें घूम-घूमकर चोरी करता रहता है, उसे विद्वान्‌ 
पुरुषोंको वञ्चक समझना चाहिये। जो सम्पूर्ण कर्तव्य 
कार्योसे अनभिज्ञ तथा सब प्रकारके कर्मोंस अपरिचित 
है, जिसे समयोचित सदाचारका ज्ञान नहीं है, वह मूर्ख 
वास्तवमें पशु ही है। जो हिंसक, सजातीय मनुष्योंको 
उद्वेजित करनेवाला, कलह-प्रिय, कायर और उच्छिष्ट 
भोजनका प्रेमी है, बह मनुष्य कुत्ता कहा गया है! जो 
स्वभावसे ही चञ्चल, भोजनके लिये सदा लालायित 
रहनेवाला, कूद-कूदकर चलनेवाला और जंगलमें 
रहनेका प्रेमी है, उस मनुष्यको इस पृथ्वीपर बेदर 
समझना चाहिये। जो वाणी और बुद्धिद्वार अपने 
कुटुम्बियों तथा दूसरे लोगॉकी भी चुगली खाता और 
सबके लिये उद्देगजनक होता है, वह पुरुष सर्पके समान 
माना गया है। जो बलवान, आक्रमण करनेवाला, 
नितान्त निर्ळज्न, दुर्गन्धयुक्त मासका प्रेमी और भोगासक्त * 
होता है, चह मनुष्यॉमें सिंह कहा गया है। उसकी 
आवाज सुनते ही दूसरे भेडिये आदिकी श्रेणीमें गिने 


* अभिप्रेतार्थसिद्ध्धथ॑ पूजितो यः सुरैरपि । सर्वविज्नस्छिदे सस्वै गणाधिपतये नमः॥ (६३ । १०) 


२१० 


* अर्चयस्व दषीकेश यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


७०१००८०००९०३०७००००१२००००३००००३०००९३००००३००९०३०००३०००००९००००७००९००७७७००९००७०००००५००००००००५०००७०००००००००००, 


जानेवारे लोग भयभीत और दुःखी हो जाते हैं। जिनकी 
दृष्टि दूरतक नहीं जाती, ऐसे लोग हाथी माने जाते 
हैं। इसी क्रमसे मनुष्योमे अन्य पशुओंका विवेक कर 
लेना चाहिये। 
अब हम नररूपमें स्थित देवताओंका लक्षण 
बतलाते हैं। जो द्विज, देवता, अतिथि, गुरु, साधु और 
तपस्वियोके पूजनमें संलग्न रहनेवाला, नित्य 
'तपस्यापरायण, धर्मशास्त्र एवं नीतिमें स्थित, क्षमाशील, 
क्रोधजयी, सत्यवादी, जितेन्द्रि, लोभहीन, प्रिय 
'बोलनेवाला, शान्त धर्मशारूप्रेमी, दयालु, लोकप्रिय, 
मिष्टभाषी, वाणीपर अधिकार रखनेवाला, सब कार्योमें 
दक्ष, गुणवान, महाबली, साक्षर, विद्वान्‌, आत्मविद्या 
आदिके छिये उपयोगी कार्योमें संलम्र, घी और गायके 
दूष-दही आदिमें तथा निमिष भोजनमें रुचि रखने- 
वाला, अतिथिको दान देने और पार्वण आदि कमोमें 
अवृत्त रहनेवाला है, जिसका समय ख्रान-दान आदि शुभ 
कर्म, ब्रत, यज्ञ, देवपूजन तथा स्वाध्याय आदिमें ही 
व्यतीत होता है, कोई भी दिन व्यर्थ नहीं जाने पाता, वही 
मनुष्य देवता है । यही मनुष्योंका सनातन सदाचार है। 
श्रेष्ठ मुनियोनि मानवोंका आचरण देवताओके ही समान 
बतलाया है। अन्तर इतना ही है कि देवता सत्त्वगुणमें 
बढ़े-चढ़े होते हैं [इसलिये निर्भय होते हैं,] और 
मनुष्योमें भय अधिक होता है ! देवता सदा गम्भीर रहते 
हैं और मनुष्यॉका स्वभाव सर्वदा मृदु होता है। इस 
अकार पुण्यविशेषके तारतम्यसे सामान्यतः सभी 
जातियोंमें विभिन्न स्वभानके मनुष्योंका जन्म होता है; 
उनके प्रिय-अप्रिय पदार्थोको जानकर पुण्य-पाप तथा 
गुण-अयगुणका निश्चय करना चाहिये। 
मनुष्योमें यदि पति-पलरीके अंदर जन्मगत 
संस्कारोका मेद हो तो उन्हें तनिक भी सुख भहीं मिलता । 
सालोक्य आदि मुक्तिकी स्थितिमें रहना पड़े अथवा 
नरकमें, सजातीग्र संस्कारवालॉमें ही परस्पर प्रेम होता 
है। शुभ कार्यमें संलम रहनेवाले पुण्यात्मा मनुष्योंको 
अत्यन्त पुंण्यंके कारण दीर्घायुकी प्राप्ति होती है तथा जो 
दैत्य आदिकी श्रेणीमें गिने जानेवाले पापात्मा मनुष्य हैं, 


उनकी मृत्यु जल्दी होती है। सत्ययुगमें देबजातिके 
मनुष्य ही इस पृथ्वोपर उत्पन्न हुए थे । दैत्य अथवा अन्य 
जातिके नहीं त्रेतामें एक चौथाई, द्वापरमें आधा तथा 
कलियुगकी सन्ध्यामें समूचा भूमण्डल दैत्य आदिसे 
व्याप्त हो जाता है। देवता और असुर जातिके मनुष्योंका 
समान संख्यामें जन्म होनेके कारण ही महाभारतका युद्ध 
छिड्नेवाला है । दुर्योधनके योद्धा और सेना आदि जितने 
भी सहायक हैं, वे दैत्य आदि ही हैं । कर्ण आदि वीर 
सूर्य आदिके अंशसे उत्पन्न हुए हैं। गङ्गानन्दन भीष्म 
बसुओंमें प्रधान हैं। आचार्य द्रोण देवमुनि बृहस्पतिके 
अंशसे प्रकट हुए हैं। नन्दनन्दन श्रीकृष्णके रूपमें 
साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीविष्णु हैं । विदुर साक्षात्‌ धर्म हैं। 
गान्धारी, द्रौपदी और कुन्ती--इनके रूपमें देवियाँ ही 
धरातलपर अवतीर्ण हुई हैं। 

जो मनुष्य जितेन्द्रि, दुर्गुणोसे मुक्त तथा 
नीतिशास्त्रके तत्त्वको जानेवाला है और ऐसे ही नाना 
अकारके उत्तम गुणॉसे सन्तुष्ट दिखायी देता है, बह 
देवस्वरूप है । स्वर्गका निवासी हो या मनुष्यलोकका-- 
जो पुराण और तन्त्रमें बताये हुए पुण्यकर्मोका स्वये 
आचरण करता है, बही इस पृथ्वीका उद्धार करनेमें 
समर्थ है। जो शिव, विष्णु, शक्ति, सूर्य और गणेशका 
उपासक है, वह समस्त पितरोंको तारकर इस पृथ्वीका 
उद्धार करनेमें समर्थ है । विशेषतः जो वैष्णवको देखकर 
प्रसन्न होता और उसकी पूजा करता है, वह सब पापॉसे 
मुक्त हो इस भूतलका उद्धार कर सकता है । जो ब्राह्मण 
-यजन-याजन आदि छः कमोमें संलग्न, सन प्रकारके 
यज्ञोमें प्रवृत्त रहनेवाला और सदा धार्मिक उपाख्यान 
सुनानेका प्रेमी है, बह भी इस पृथ्वीका उद्धार करनेमें 
समर्थ है। 

जो लोग विश्वासघाती, कृतघ्न, त्रतका उल्लङ्घन 
करनेवाले तथा ब्राह्मण और देवंताऑके द्वेषी हैं, वे 
मनुष्य इस पृथ्वीका नाश कर डालते हैं। जो माता- 
पिता, रू, गुरुजन और बालकोंका पोषण नहीं करते, 
देवता, ब्राह्मण और राजाओंका धन हर लेते हैं तथा जो 
मोक्षशाखमें श्रद्धा नहीं रखते, वे मनुष्य भौ इस पृथ्वीका 


सष्टिखण्ड ] 


* भगवान्‌ सूर्यका तथा संक्रान्तिर्थे दानका माहात्य्य > 


2%५५%४%७%४०५७७७९०००७०५७५०७० ७५७७७७७१७७ ३७६७७७७७७७ ७७७७१७७४४८ ०७७ ७ ०७७७७७७७७७ ७ ४७ टोक केकीडेकी 


२११ 


नाश करते हैं। जो पापी मदिरा पीने और जुआ खेलनेमें 
आसक्त रहते और पाखण्डियों तथा पतितोंसे वार्तालाप 
करते हैं, जो महापातकी और अतिपातकी हैं, जिनके द्वारा 
बहुत-से जीव-जन्तु मारे जाते हैं, वे लोग इस भूतलका 
विनाश करनेवाले हैं । जो सत्कर्मसे रहित, सदा दूसरोंको 
उद्विप्त करनेवाले और निर्भय हैं, स्मृतियाँ तथा 
धर्मशास्त्रॉंमें बताये हुए शुभकर्मोका नाम सुनकर जिनके 
हदयमें उद्ेग होता है, जो अपनी उत्तम जीविका छोड़कर 
नीच वृत्तिका आश्रय लेते हैं तथा द्वेषवश गुरुजनोंकी 
निन्दामें प्रवृत्त होते हैं, वे मनुष्य इस भूलोकका नाश कर 


डालते हैं। जो दाताको दानसे रोकते और पापकर्मकी 
ओर प्रेरित करते हैं तथा जो दीनों और अनाथोंको पीड़ा 
पहुँचाते हैं, वे लोग इस भूतलका सत्यानाश करते हैं। ये 
तथा और भी बहुत-से पापी मनुष्य हैं, जो दूसरे लोगो'को 
पापोंमें ढकेलकर इस पृथ्वीका सर्वनाश करते हैं। 

जो मानव इस प्रसङ्गको सुनता है, उसे इस 
भूतलपर दुर्गति, दुःख, दुर्भाग्य और दीनताका सामना 
नहीं करना पड़ता। उसका दैत्य आदिके कुलमें जन्म 
नहीं होता तथा वह स्वर्गलोकमें शाश्वत सुखका उपभोग 
करता है। 


ES Se 
भगवान्‌ सूर्यका तथा संक्रान्तिमें दानका माहात्म्य 


वैशम्पायनजीने पूछा--विप्रवर ! आकारमें 
प्रतिदिन जिसका उदय होता है, यह कौन है ? इसका 
क्या अभाव है ? तथा इस किरणॉके स्वामीका प्रादुर्भाव 
कहाँसे हुआ है ? में देखता हूँ--देवता, बड़े-बड़े मुनि, 
सिद्ध, चारण, दैत्य, राक्षस तथा ब्राह्मण आदि समस्त 
मानव इसकी सदा ही आराधना किया करते हैं। 

व्यासजी खोले--वैशम्पायन ! यह ब्रह्मके 
स्वरूपसे प्रकट हुआ त्रह्मका ही उत्कृष्ट तेज है। इसे 
साक्षात्‌ ब्रह्ममय समझो। यह धर्म, अर्थ, काम एव 
मोक्ष इन चारों पुरुषार्थोको देनेवाला है। निर्मल 
किरणॉसे सुशोभित यह तेजका पुञ्ज पहले अत्यन्त 
प्रचण्ड और दुःसह था। इसे देखकर इसकी प्रखर 
रङ्मियोंसे पीड़ित हो सब लोग इधर-उधर भागकर 
छिपने रुगे। चारों ओरके समुद्र, समस्त बड़ी-बड़ी 
नदियाँ और नद आदि सूखने लगे। उनमें रहनेवाले 
प्राणी मृत्युके आस बनने लगे। मानव-समुदाय भी 
शोकसे आतुर हो उठा। यह देख इन्द्र आदि देवता 
ब्रह्माजीके पास गये और उनसे यह सारा हाल कह 
सुनाया। तब न्रह्माजीने देवताओंसे कहा-- देवगण ! 
यह तेज आदि ब्रह्मके स्वरूपसे जलमें प्रकट हुआ 
है। यह तेजोमय पुरुष उस ब्रहाके ही समान है। 


इसमें और आदि ब्रह्ममें तुम अन्तर न समझना । नह्यासे 
लेकर कीटपर्यन्त चराचर प्राणियॉसहित समूची 
ब्रिल्लेकीमें इसीकी सत्ता है। ये सूर्यदेव सत्त्वमय हैं। 
इनके द्वारा चराचर जगतका पालन होता है। देवता, 
जरायुज, अण्डज, स्वेदज और उद्भिज आदि जितने 
भी प्राणी हैं-सबकी रक्षा सूर्यसे ही होती है। इन 
सूर्य देवताके प्रभावका हम पूरा-पूण वर्णन नहीं कर 
सकते । इन्होने ही लोकोंका उत्पादन और पालन किया 
है। सबके रक्षक होनेके कारण इनकी समानता 
करनेबाला दूसरा कोई नहीं है। पौ फटनेपर इनका 
दर्शन करनेसे राशि-राशि पाप विलीन हो जाते हैं । द्विज 
आदि सभी मनुष्य इन सूर्यदेवकी आयघना करके मोक्ष 
पा लेते हैं। सन्ध्योपासनके समय ग्रहवेत्ता ब्राह्मण 
अपनी भुजाएँ ऊपर उठाये इन्हीं सूर्यदेवका उपस्थान 
करते हैं और उसके फलस्वरूप समस्त देवताओंद्वारा 
पूजित होते हैं। सूर्यदेवके ही मण्डलमें रहनेवाली 
सन्ध्यारूपिणी देवीकी उपासना करके सम्पूर्ण ट्विज स्वर्ग 
और मोक्ष प्राप्त करते हैं। इस भूतलपर जो पतित और 
जूठन खानेवाले मनुष्य हैं, वे भी भगवान्‌ सूर्यकी 
किरणेकि स्पर्शसे पवित्र हो जाते हैं। सन्ध्याकालमें 
सूर्यकी उपासना करनेमात्रसे द्विज सारे पापॉसे शुद्ध 


२१२ 


= अर्चयस्व हषीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ « 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


4८५४०५४५६५ ५८५ ७५७४४६४ ६५ ४८५ ६३६७३४४५५७ ७७७ ७३७४७७७५७५ ७७४४४४३ ७५५७ ७७५७७७७७७७ ७३७७५५७७६७ ७ ७७५७५७७७०५ 


हो जाता हैं।* जो मनुष्य चाण्डाल, गोघातो (कसाई) , 
पतित, कोडी, महापातकी और उपपातकीके दीख 
जानेपर भगवान्‌ सूर्यका दर्शन करते हैं, वे भारी-से- 
भारी पापसे मुक्त हो पवित्र हो जाते हैं। सूर्यकी उपासना 
करनलेमात्नसे मनुष्यको सब रोगोंसे छुटकारा मिल जाता 
है। जो सूर्यकी उपासना करते हैं, वे इहलोक और 
परलोकमें भी अंधे, दरिद्र, दुःखी और शोकअस्त नहीं 
होते । श्रीविष्णु और सिव आदि देवताओकि दर्शन सन 
लोगोंको नहीं होते, ध्यानमें ही उनके स्वरूपका 
साक्षात्कार किया जाता है; किन्तु भगवान्‌ सूर्य प्रत्यक्ष 
देवता माने गये हैं। 
देवता बोळे--जह्मन्‌ ! सूर्य देवताको प्रसन्न 
करनेके लिये आराधना, उपासना अथवा पूजा तो दूर 
रहे, इनका दर्शन ही प्रछूयकालकी आगके समान है। 
भूतलके मनुष्य आदि सम्पूर्ण प्राणी इनके तेजके प्रभावसे 
मृत्युको प्राप्त हो गये। समुद्र आदि जलाशय नष्ट हो 
गये। हमलोगोसे भी इनका तेज सहन नहीं होता; फिर 
दूसरे लोग कैसे सह सकते हैं। इसलिये आप ही ऐसी 
कृपा करें, जिससे हमलोग भगवान्‌ सूर्यका पूजन कर 
सकें। सब मनुष्य भक्तिपूर्वक सूर्यदेवकी आराधना कर 
सकें --इसके लिये आप ही कोई उपाय करें| 
च्यासजी कहते हैं--देवताओंके वचन सुनकर 
ब्रह्माजी ग्रहोंके स्वामी भगवान्‌ सूर्यके पास गये और सम्पूर्ण 
जगतका हिस करनेके लिये उनकी स्तुति करने लगे । 
ब्रह्माऔ बोले- देन ! तुम सम्पूर्ण संसारके 
नत्रस्वरूप और निरामय हो। तुम साक्षात्‌ ब्रह्मरूप हो! 
तुम्हारी ओर देखना कठिन है। तुम ्रलयकालकी 
अमिके समान तेजस्वी हो । सम्पूर्ण देबताओंके भीतर 
तुम्हारी स्थिति है। तुम्हारे श्रीविगरहमें वायुके सखा अमि 
निरन्तर विराजमान रहते हैं । तुम्हींसे अन्न आदिका पाचन 
तथा जीवनकी रक्षा होती है । देव ! तुम्हींसे उत्पत्ति और 
अलंय होते हैं। एकमात्र तुम्ही सम्पूर्ण भुवनोंके स्वामी 


oon 


हो। तुम्हारे बिना समस्त संसारका जीवन एक दिन भी 
नहीं रह सकता । तुम्हीं सम्पूर्ण लोकोंके प्रभु तथा चराचर 
आणियोंके रक्षक, पिता और माता हो । तुम्हारी ही कृपासे 
यह जगत्‌ टिका हुआ है। भगवन्‌ ! सम्पूर्ण देवताओंमें 
तुम्हारी समानता करनेवाला कोई नहीं है । दारीरके भीतर, 
आहर तथा समस्त विश्वमें--सर्वत्र तुम्हारी सत्ता है। 
तुमने ही इस जगत्को धारण कर रखा है! तुम्हीं रूप 
और गन्ध आदि उत्पन्न करनेवाले हो । रसोंमें जो स्वाद 
है, वह तुम्हॉसे आया है। इस प्रकार तुम्हा सम्पूर्ण 
जगत्के ईश्वर और सबकी रक्षा करनेवाले सूर्य हो। 
प्रभो ! तीथोँ, पुण्यक्षेत्रो, यज्ञो और जगत्के एकमात्र 
कारण तुम्हीं हो। तुम परम पवित्र, सबके साक्षी और 
गुणोंके धाम हो । सर्वज्ञ, सबके कर्ता, संहारक, रक्षक, 
अन्धकार, कीचड़ और रोगोंका नाश करनेवाले तथा 
दरिद्रताके दुः ॉका निवारण करनेवाले भी तुम्हीं हो । इस 
लोक तथा परल्त्रेकमें सबसे श्रेष्ठ बन्धु एवं सन कुछ 
जानने और देखनेवाले तुम्हीं हो। तुम्हारे सिवा दूसरा 
कोई ऐसा नहीं है, जो सब लोकोंका उपकारक हो। 
आदित्यने कहा--महाप्राज्ञ पितामह ! आप 
विश्वके स्वामी तथा ख्ष्टा हैं, शीध्र अपना मनोरथ 
बताइये । मैं उसे पूर्ण करूंगा। 
ब्रह्माजी बोले--सुरेश्वर ! तुम्हारी किरणें अत्यन्त 
अखर हैं। लोगेकि लिये वे अत्यन्त दुःसह हो गयी 
हैं। अतः जिस प्रकार उनमें कुछ मृदुता आ सके, वही 
उपाय करो। 
आदित्यने कहा--प्रभो! वास्तवमें मेरी 
कोटि-कोटि किरणें संसारका विनाश करनेवाली ही हैं। 
अतः आप किसी युक्तिद्वारा इन्हें खरादकर कम कर दें । 
तब ब्रह्माजीने सूर्यके कहनेसे विश्वकर्माको बुलाया 
और वञ्जकी सान बनवाकर उसीके ऊपर प्रलयकालके 
समान तेजस्वी सूर्यको आरोपित करके उनके प्रचण्ड 
तेजको छाँट दिया। उस छेंटे हुए, तेजसे ही भगवान्‌ 


# सन्ध्योपासनमात्रेण कल्मषात्‌ पूततां बजेत्‌ । (७५। १६) 


सृष्टिखण्ड ] 


* भगवान्‌ सूर्यकी उपासना और उसका फल-भब्रे्रकी कथा « 


२९३ 


श्रीविष्णुका सुदर्शनचक्र बनाया गया । अमोघ यमदण्ड, 
काङ्करजीका त्रिशूल, कालका खड्ग, कार्तिकेयको 
आनन्द अदान करनेवाली शक्ति तथा भगवती दुर्गके 
विचित्र शूलका भी उसी तेजसे निर्माण हुआ । ब्रह्माजीकी 
आज्ञासे विश्वकर्माने उन सब अस्रोको फु्तीसे तैयार 
किया था। सूर्यदेवकी एक हजार किरणें शेष रह गयीं, 
बाकी सब छाँट दी गयीं। ब्रह्माजीके बताये हुए उपायके 
अनुसार ही ऐसा किया गया। 
कश्यपमुनिके अंश और अदितिके गर्भसे उत्पन्न 
होनेके कारण सूर्य आदित्यके नामसे प्रसिद्ध हुए। 
भगवान्‌ सूर्य विश्वकी अन्तिम सीमातक विचरते और मेरु 
गिरिके शिखरोंपर भ्रमण करते रहते हैं । ये दिन-रात इस 
पृथ्वीसे लाख योजन ऊपर रहते हैं। विघाताकी प्रेरणासे 
चन्द्रमा आदि ग्रह भी बहीं विचरण करते हैं। सूर्य बारह 
स्वरूप धारण करके बारह महीनोंमें बारह राझियोंमें 
संक्रमण करते रहते हैं। उनके संक्रमणसे ही संक्रान्ति 
होती है, जिसको प्रायः सभी लोग जानते हैं। 
मुने ! संक्रान्तियोंमें पुण्यकर्म करनेसे छोगोंको जो 
फल मिलता है, बह सब हम बतलाते हैं। धन, मिथुन, 
मीन और कन्या राशिकी संक्रान्तिको षडशीति कहते हैं 
तथा बृष, वृश्चिक, कुम्भ और सिंह राशिपर जो सूर्यकी 
संक्रान्ति होती है, उसका नाम विष्णुपदी है। षडशीति 
नामकी संक्रान्तिमें किये हुए पुण्यकर्मका फल छियासी 
हजारगुना, विष्णुपदीमें लाखगुना और उत्तरायण या 
दक्षिणायन आरम्भ होनेके दिन कोटि-कोटिगुना अधिक 


होता है । दोनों अयनोके दिन जो कर्म किया जाता है, वह 
अक्षय होता है। मकरसंक्रान्तिमें सूरयोदयके पहले स्त्रान 
करना चाहिये। इससे दस हजार गोदानका फळ प्राप्त 
होता है। उस समय किया हुआ तर्पण, दान और 
देवपूजन अक्षय होता है। विष्णुपदी नामक संक्रान्तिमें 

किये हुए दानको भी अक्षय बताया गया है। दाताको 

प्रत्येक जन्ममें उत्तम निधिकी प्राप्ति होती है। शीतकालमें 
रूईदार.बख््र दान करनेसे शरीरमें कभी दुःख नहीं होता । 

तुला-दान और शाय्या-दान दोनॉका ही फल अक्षय है । 

माघमासके कृष्णपक्षकी अमाबास्थांको सूर्योदयके पहले 

जो तिल और जलसे पितरोंका तर्पण करता है, वह 

स्वर्गमे अक्षय सुख भोगता है । जो अमावास्याके दिन 

सुवर्णजटित सींग और मणिके समान कान्तिवाली 
शुभलक्षणा गौको, उसके खुरोंमें चाँदी मैंढ़ाकर काँसेके 

बने हुए दुग्धपात्रसहित श्रेष्ठ ब्राह्मणके लिये दान करता है, 

वह चक्रवर्ती राजा होता है । जो उक्त तिथिको तिलकी गौ 
बनाकर उसे सब सामम्रियोंसहित दान करता है, वह सात 
जन्मके पापोंसे मुक्त हो स्वर्गलोकमें अक्षय सुखका भागी 
होता है । ब्राह्मणको भोजनके योग्य अन्न देनेसे भी अक्षय 
स्वर्गकी प्राप्ति होती है । जो उत्तम ब्राह्मणको अनाज, वस्र 
घर आदि दान करता है, उसे लक्ष्मी कभी नहीं छोड़ती। 
माघमासके शुकृपक्षकी तृतीयाको मन्वन्तर-तिथि कहते 
हैं; उस दिन जो कुछ दान किया जाता है, बह सब अक्षय 
बताया गया है । अतः दान और सत्पुरुषोंका पूजन---ये 
परलोकमें अनन्त फल देनेवाले हैं। 


— और ललल 
भगवान्‌ सूर्यकी उपासना और उसका फल--भद्नेध्वरकी कथा 


व्यासजी कहते हैँ--कैलासके रमणीय शिखरपर 
भगवान्‌ महेश्वर सुखपूर्वक बैठे थे । इसी समय स्कन्दने 
उनके पास जा पृथ्वीपर मस्तक टेककर उन्हें प्रणाम किया 
और कहा--'नाथ ! मैं आपसे रविवार आदिका यथार्थ 
फल सुनना चाहता हूँ ।' 

महादेखजीने कहा--बेटा ! रविवारके दिन 
मनुष्य ब्रत रहकर सूर्यको लाल फूलोसे अर्घ्य दे और 


रातको हविष्यात्र भोजन करे । ऐसा करनेसे बह कभी 
खर्गसे भ्रष्ट नहीं होता । रखिबारका व्रत परम पवित्र और 
हितकर है। खह समस्त कामनाओंको पूर्ण करनेवाला, 
पुण्यप्रद, ऐश्वर्यदायक, रोगनाशक और स्वर्ग तथा मोक्ष 
प्रदान करनेवाला है। यदि रविवारके दिन सूर्यको 
संक्रान्ति तथा शुकृपक्षकी सप्तमी हो तो उस दिन किया 
हुआ ब्रत, पूजा और जप--सब अक्षय होता है। 


२१४ 


» अर्चयस्व इषोकेरं यदीच्छसि परे पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


४4८४५०५७६५ ५१५ ७३३४४७७७७७ ७७४ ६७७३३३३ ७४४३६ ७७७७७७७७७३ ७४७५७७६७०७ ७७७७७७६ ७७७७७ ७४७७०७७०७७ ७७७७००७४३७ 


शुकृपक्षके रविवारको ग्रहपति सूर्यकी पूजा करनी 
चाहिये। हाथमें फूल ले, लाल कमलपर विराजमान, 
सुन्दर औवासे सुशोभित, रक्तवस्रधारी और लाल रंगके 
आभूषणोंसे विभूषित भगवान्‌ सूर्यका ध्यान करे और 
'फूलॉको सूँघकर ईशान कोणकी ओर फेंक दे । इसके बाद 
*आदिल्याय विद्यहे भास्कराय थोपहि तन्नो भानुः 
अचोदयात' इस सूर्य-गायत्रीका जप करे । तदनन्तर गुरुके 
उपदेशके अनुसार विधिपूर्वक पूजा करे। भक्तिके साथ 
पुष्प और केले आदिके सुन्दर फल अर्पण करके जल 
चढ़ाना चाहिये। जलके बाद चन्दन, चन्दनके बाद धूप, 
धूपके बाद दीप, दीपके पश्चात्‌ नैवेद्य तथा उसके बाद 
जल निवेदन करना चाहिये ! तत्पश्चात्‌ जप, स्तुति, मुद्रा 
और नमस्कार करना उचित है। पहली मुद्राका नाम 
अञ्जलि और दूसरीका नाम धेनु है। इस प्रकार जो सूर्यका 
पूजन करता है, बह उन्हींका सायुज्य प्राप्त करता है। 
भगवान्‌ सूर्य एक होते हुए भी कालभेदसे नाना रूप 
घारण करके प्रत्येक मासमें तपते रहते हैं। एक ही सूर्य 
बारह रूपोंमें प्रकट होते हैं। मार्गशीर्षमें मित्र, पौषमें 
सनातन बिष्णु, माघमें वरुण, फाल्गुनमें सूर्य, चैत्रमासमें 
भानु, वैशाखमें तापन, ज्येष्ठमें इन्द्र, आषाढ़में रवि, 
श्रावणमें गभस्ति, भादोंमें यम, आश्चिनमें हिरण्यरेता और 
कार्तिकमें दिवाकर तपते हैं। इस प्रकार बारह महीनोंमें 
भगवान्‌ सूर्य बारह नामोंसे पुकारे जाते हैं। इनका रूप 
अत्यन्त विशाल, महान्‌ तेजस्वी और प्रलयकालीन 
अझ्निके समान देदीप्यमान है । जो इस प्रसङ्गका नित्य पाठ 
करता है, उसके शारीरमें पाप नहीं रहता। उसे रोग, 
दरिद्रता और अपमानका कष्ट भी कभी नहीं उठाना 
पड़ता । वह क्रमशः यश, राज्य, सुख तथा अक्षय स्वर्ग 
आप्त करता है। 
अब मैं सबको प्रसन्नता प्रदान करनेवाले सूर्यके 
उत्तम महामन्त्रका वर्णन करूँगा । उसका भाव इस प्रकार 


है--“सहरत्र भुजाओं (किरणों) से सुशोभित भगवान्‌ 
आदित्यको नमस्कार है । हाथमें कमल धारण करनेवाले 
वरुणदेवको बारेबार नमस्कार है। अन्धकारका विनाश 
करनेवाले श्रीसूर्यदेवको अनेक नार नमस्कार है। 
रस्मिमयी सहस्रों जिह्वाएँ धारण करनेवाले भानुको 
नमस्कार है । भगवन्‌ ! तुम्हीं ब्रह्मा, तुम्ही विष्णु और तुम्हीं 
रुद्र हो; तुम्हें नमस्कार है । तुम्हीं सम्पूर्ण प्राणियोंके भीतर 
अग्नि और वायुरूपसे विराजमान हो; तुम्हें बारंबार प्रणाम 
है। तुम्हारी सर्वत्र गति और सब भूतोंमें स्थिति है, तुम्हारे 
बिना किसी भी वस्तुकी सत्ता नहीं है। तुम इस चराचर 
जगत्में समस्त देहधारियोंके भीतर स्थित हो।'* इस 
मन्त्रका जप करके मनुष्य अपने सम्पूर्ण अभिलषित 
पदार्थो तथा स्वर्ग आदिके भोगको प्राप्त करता है। 
आदित्य, भास्कर, सूर्य, आर्क, भानु, दिवाकर, सुवर्णरेता, 
मित्र, पूषा, त्वष्टा, स्वयम्भू और तिमिराश--ये सूर्यके 
बारह नाम बताये गये हैं । जो मनुष्य पवित्र होकर सूर्यके 
इन बारह नामोंका पाठ करता है, वह सब पापों और 
रोगोसे मुक्त हो परम गतिको प्राप्त होता है। 

षडानन ! अब मैं महात्मा भास्करके जो दूसरे-दूसरे 
प्रधान नाम हैं, उनका वर्णन करूँगा । तपन, तापन, कर्ता, 
हर्ता, महेश्वर; लोकसाक्षी, त्रिलोकेश, व्योमाधिप, 
दिवाकर, अग्निगर्भ, महानिप्र, खग, सप्ताश्ववाहन, 
चद्महस्त, तमोभेदी, ऋग्वेद, यजुःसामग, कालप्रिय, 
पुण्डरीक, मूलस्थान और भावित । जो मनुष्य भक्तिपूर्वक 
इन नामोंका सदा स्मरण करता है, उसे रोगका भय कैसे 
हो सकता है | कार्तिकेय ! तुम यलपूर्वक सुनो । सूर्यका 
नाम-स्मरण सन पापोंको हरनेबाला और शुभ है। 
महामते ! आदित्यकी महिमाके विषयमें तनिक भी सन्देह 
नहीं करना चाहिये। '३ॐ इन्द्राय नमः स्वाहा', *३% 
विष्णवे नम:'--इन मन्त्रोंका जप, होम और 
सन्ध्योपासन करना चाहिये । ये मन्त्र सब प्रकारसे शान्ति 


= ॐ नमः सहरूनाहवे आदित्याय नमो नमः । नमस्ते पग्रहस्ताय वरुणाय नमो नमः॥ 

नमस्तिमिरनाराय श्रीसूर्याय नमो नमः।नमः सहखजिह्वाय भानवे च नमो नमः॥ 

त्वं च ब्रह्मा ल्वे च विष्णू रुद्रस्त्वं च नमो नमः । त्वमग्निस्सर्वभूतेषु वायुस्त्वं च नमो नमः ॥ 

सर्वगः सर्वभूतेषु न हिं किंचिस्वया चिना । चराचरे जगत्यस्मिन्‌ सर्वदेहे व्यवस्थितः ॥ (७६। ३९-३४) 


सृष्टिखण्ड ] 


* भगवान्‌ सूर्यकी उपासना और उसका फल--भदेश्वरकी कथा + 


२१५ 


देनेषाले और सम्पूर्ण विन्नोंके विनाशक हैं। ये सन 
रोगोंका नाश कर डालते हैं । 
अब महात्मा भास्करके मूलमन्त्रका वर्णन करूँगा, 
जो सम्पूर्ण कामनाओं एवं प्रयोजनॉंको सिद्ध करनेवाला 
तथा भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाला है । वह मन्त्र इस 
प्रकार है--'3> हां हीं सः सूर्याय नमः ।' इस मन्त्रसे 
सदा सब प्रकारकी सिद्ध प्राप्त होती है--यह निश्चित बात 
है। इसके जपसे रोग नहीं सताते तथा किसी प्रकारके 
अनिष्टका भय नहीं होता। यह मन्त्र न किसीको देना 
चाहिये और न किसीसे इसकी चर्चा करनी चाहिये; 
अपितु प्रयत्नपूर्वक इसका निरन्तर जप करते रहना 
चाहिये । जो लोग अभक्त, सन्तानहीन, पाखण्डी और 
लौकिक व्यवहारोंमें आसक्त हों, उनसे तो इस मन्त्रकी 
कदापि चर्चा नहीं करनी चाहिये । सन्ध्या और होमकर्ममें 
` मूलमन्त्रका जप करना चाहिये। उसके जपसे रोग और 
क्रूर ग्रहोंका प्रभाव नष्ट हो जाता है। वत्स ! दूसरे-दूसरे 
अनेकों शास्त्रों और बहुतेरे विस्तृत मन्त्रॉंकी क्या 
आवश्यकता है; इस मूलमन्त्रका जप ही सब प्रकारकी 
शान्ति तथा सम्पूर्ण मनोरथोंकी सिद्धि करनेवाला है। 
देवता और ब्राह्मणोंकी निन्दा करनेवाले नास्तिक पुरुषको 
इसका उपदेश नहीं देना चाहिये । जो प्रतिदिन एक, दो या 
तीन समय भगवान्‌ सूर्यके समीप इसका पाठ करता है, 
उसे अभीष्ट फलकी प्राप्ति होती है । पुत्रकी कामनावारेको 
पुत्र, कन्या चाहनेवालेको कन्या, विद्याकी अभिलाषा 
रखनेबालेको विद्या और धनार्थीको धन मिलता है। जो 
शुद्ध आचार-वियारसे युक्त हो संयम तथा भक्तिपूर्वक 
इस प्रसङ्गका श्रवण करता है, वह सब पापोंसे मुक्त हो 
सूर्यलोकको जाता है। सूर्य देवताके व्रतके दिन तथा 
अन्यान्य ब्रत, अनुष्ठान, यज्ञ, पुण्यस्थान और तीर्थोमें जो 
इसका पाठ करता है, उसे कोटिगुना फल मिलता है | 
व्यासजी कहते हैं--मध्यदेशमें भद्रेधर नामसे 
असिद्ध एक चक्रवर्ती राजा थे। ये बहुत-सी तपस्याओं 
तथा नाना प्रकारके ब्रतोंसे पवित्र हो गये थे। प्रतिदिन 
देवता, ब्राह्मण, अतिथि और गुरुजनोंका पूजन करते थे। 
उनका बर्ताव न्यायके अनुकूल होता था। वे स्वभावके 


सुशील और शास्त्रॉके तात्पर्य तथा विधानके पारगामी 
विद्वान्‌ थे। सदा सद्भावपूर्वक प्रजाजनोंका पालन करते 
थे । एक समयकी बात है, उनके बायें हाथमें श्वेत कुष्ठ हो 
गया । वैद्योने बहुत कुछ उपचार किया; किन्तु उससे 
कोढ़का चिह्न और भी स्पष्ट दिखायी देने लगा । तब 
राजाने प्रधान-प्रधान ब्राह्मणों और मन्त्रियोंकी बुलाकर 
कहा--'विप्रगण ! मेरे हाथमें एक-ऐसा पापका चिल्ल 
प्रकट हो गया है, जो लोकमें निन्दित होनेके कारण मेरे 
लिये दुःसह हो रहा है । अतः मैं किसी महान्‌ पुण्यक्षेत्रमें 
जाकर अपने शरीरका परित्याग करना चाहता हूँ।' 

ब्राह्मण खोले--महाराज ! आप धर्मशील और 
बुद्धिमान्‌ हैं । यदि आप अपने राज्यका परित्याग कर देंगे 
तो यह सारी प्रजा नष्ट हो जायगी । इसलिये आपको ऐसी 
बात नहीं कहनी चाहिये । प्रभो ! हमलोग इस रोगको 
दबानेका उपाय जानते हैं; बह यह है कि आप यल्रपूर्वक 
महान्‌ देवता भगवान्‌ सूर्यकी आराधना कीजिये। 

राजाने पूछा- विप्रवरो। किस उपायसे मै 
भगवान्‌ भास्करको सन्तुष्ट कर सकूँगा ? 

ब्राह्मण खोले---राजन्‌ ! आप अपने राज्यमें ही 
रहकर सूर्यदेवकी उपासना कीजिये; ऐसा करनेसे आप 
भयङ्कर पापसे मुक्त हो स्वर्ग और मोक्ष दोनों प्राप्त 
कर सकेंगे। 

यह सुनकर सप्राटूने उन श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको प्रणाम 
किया और सूर्यकी उत्तम आराधना आरम्भ की। चे 
प्रतिदिन मन्त्रपाठ, नैवेद्य, नाना प्रकारके फल, अर्घ्य, 
अक्षत, जपापुष्प, मदारके पत्ते, लाल चन्दन, कुंकुम, 
सिन्दूर, कदली-पत्र तथा उसके मनोहर फल आदिके द्वारा 
भगवान्‌ सूर्यकी पूजा करते थे । राजा गूलरके पात्रमें आर्घ्य 
सजाकर सदा सूर्य देवताको निवेदन किया करते थे! 
अर्घ्य देते समय वे मन्त्री और पुरोहितोंके साथ सदा 
सूर्यके सामने खड़े रहते थे । उनके साथ आचार्य, रानियाँ, 
अन्तःपुरमें रहनेवाले रक्षक तथा उनकी पलियाँ, दासवर्ग 
तथा अन्य लोग भी रहा करते थे। खे सब लोग प्रतिदिन 
साथ-ही-साथ अर्घ्य देते थे। सूर्यदेवताके अङ्गभूत 
जितने व्रत थे, उनका भी उन्होंने एकाग्रचित्त होकर 


* अर्घयस्व हृषीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ « £ संक्षिप्त पदापुराण 


अनुष्ठान किया । क्रमशः एक वर्ष व्यतीत होनेपर राजाका श्रवण करता है, उसे अभीष्ट फलकी प्राप्ति होती है। इस 
रोग दूर हो गया। इस प्रकार उस भयङ्कर रोगके नष्ट हो अत्यन्त गोपनीय रहस्यका भगवान्‌ सूर्यने यमराजको 
जानेपर राजाने सम्पूर्ण जगतूको अपने वशमेँ करके सबके उपदेश दिया था । भूमण्डलपर तो व्यासके द्वारा ही इसका 
द्वारा प्रभातकालमें सूर्यदेवताका पूजन और व्रत कराना प्रचार हुआ है। 

आरम्भ किया। सब लोग कभी हविष्यान्न खाकर और ब्रह्माजी कहते हैं--नारद ! इस तरह नाना 
कभी निराहार रहकर सूर्यदेवताका पूजन करते थे। इस प्रकारके धर्मोका निर्णय सुनाकर भगवान्‌ व्यास शम्या- 
प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय और बैश्य--इन तीनं वगेकि द्वारा प्राशमें चले गये । तुम भी इस तत्वको श्रद्धापूर्वक जानकर 
पूजित होकर भगवान्‌ सूर्य बहुत सन्तुष्ट हुए और सुखसे विचरो और समयानुसार भगवान्‌ श्रीविष्णुके 


कृपापूर्वक राजाके पास आकर बोले-- 'राजन्‌ ! तुम्हारे 
मनमें जिस वस्तुकी इच्छा हो, उसे वरदानके रूपमें माँग 
लो । सेवकों और पुरवासियोंसहित तुम सब लोगोंका हित 
करनेके लिये मैं उपस्थित हूँ ।' 
राजाने कहा--सबको मेत्र प्रदान करनेवाले 
भगबन्‌ ! यदि आप मुझे अभीष्ट वरदान देना चाहते हैं, 
तो ऐसी कृपा कीजिये कि हम सब लोग आपके पास 
रहकर ही सुखी हों। 
सूर्य खोले---राजन्‌ ! तुम्हारे मन्त्री, पुरोहित, 
ब्राह्मण, खियाँ तथा अन्य परिवारके लोग--सभी शुद्ध 
होकर कल्पपर्यन्त मेरे रमणीय धाममें निवास करें। 
च्यासजी कहते हैं--यों कहकर संसारको नेत्र 
प्रदान करनेवाले भगवान्‌ सूर्य वहीं अन्तर्धान हो गये । 
तदनन्तर राजा भद्रेश्वर अपने पुरवासियोंसहित 
दिव्यलोकमें आनन्दका अनुभव करने लगे। वहाँ जो 


कीड़े-मकोड़े आदि थे, बे भी अपने पुत्र आदिके साथ. 


असत्रतापूर्वक स्वर्गको सिधारे । इसी अकार राजा, ब्राह्मण, 
कठोर ब्रतोंका पालन करनेवाले मुनि तथा क्षत्रिय आदि 
अन्य वर्ण सूर्यदेवताके धाममें चले गये। जो मनुष्य 
पवित्रतापूर्वक इस भरसङ्गका पाठ करता है, उसके सब 
पापोंका नाश हो जाता है तथा चह रुद्रकी भाति इस 
पृथ्वीपर पूजित होता है। जो मानव संयमपूर्वक इसका 


सुयशका सानन्द गान करते रहो। साथ ही जगत्को 
धर्मका उपदेश देते हुए जगदुरु भगवानको प्रसन्न करो । 
पुलस्त्यजी कहते हैं--भीष्म ! ब्रह्माजीके ऐसा 
कहनेपर देवर्षि नारद मुनिवर श्रीनारायणका दर्शन करनेके 
लिये गन्धमादन पर्वतपर बदरिकाश्रम तीर्थमें चले गये । 
महाराज ! इस प्रकार यह सारा सृष्टिखण्ड मैंने 
क्रमशः तुम्हें सुना दिया । यह सम्पूर्ण वेदार्थोका सार है, 
इसे सुनकर मनुष्य भगवानका सान्निध्य प्राप्त करता हे । 
यह परम पवित्र, यशका निधान तथा पितरोंको अत्यन्त 
प्रिय है । यह देवताओके लिये अमृतके समान मधुर तथा 
पापी पुरुषोंको भी पुण्य प्रदान करनेवाला है । जो मनुष्य 
ऋषियॉके इस शुभ चरित्रका प्रतिदिन श्रवण करता है, वह 
सब पापॉसे मुक्त हो स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठित होता है। 
सत्ययुगमे तपस्या, त्रेतामे ज्ञान, द्वापरमें यज्ञ तथा 
कलियुगमें एकमात्र दानकी विशेष प्रशसा की गयी है । 
सम्पूर्ण दानोंमें भी समस्त भूतोंको अभय देना--यही 
सर्वोत्तम दान है; इससे बढ़कर दूसरा कोई दान नहीं है ।* 
तीर्थं और श्राद्धके वर्णनसे युक्त यह पुराण-खण्ड कहा 
गया । यह पुण्यजनक, पवित्र, आयुवर्धक और सम्पूर्ण 
पापोंका नाशक है | जो मनुष्य इसका पाठ या श्रवण 
करता है, नह श्रीसम्पन्न होता है तथा सब पापॉसे मुक्त हो 
लक्ष्मीसहित भगवान्‌ श्रीविष्णुको प्राप्त कर रेता है । 


fg Vp 


~ 
# सर्वेकामेज दानानामिदमेवैकमुत्तमम्‌ ! अभयं सर्वभूतानां नास्ति दानमतः परम्‌ ॥(८२॥ ३९) 


॥ ॐ औषरमात्मने नमः ॥ 


संक्षिप्त पद्मपुराण 


शिवशर्माके चार पुत्रोंका पितृ-भक्तिके प्रभावसे श्रीविष्णुधामको प्राप्त होना 


ये सर्वदेख परमेश्वरं हि निष्केखलं ज्ञानमयं प्रधानम्‌ । 
'बदन्ति नारायणमादिसिद्ध सिद्धेश्वर तं रणं प्रपद्ये ॥*% 
(१६३३५) 
सूतजी कहते हैं--पश्चिम-समुद्रके तटपर द्वारका 
नामसे प्रसिद्ध एक नगरी है । वहाँ योगशाखके ज्ञाता एक 
ब्राह्मण-देवता सदा निवास करते थे। उनका नाम था 
शिवझार्मा | वे वेद-शास्त्रोंके अच्छे विद्वान्‌ थे। उनके 
पाँच पुत्र हुए, जिन्हें शास्त्रोंका पूर्ण ज्ञान था। उनके नाम 
इस प्रकार हैं--यज्ञशर्मा, वेदशर्मा, धर्मशर्मा, बिष्णुशर्मा 
तथा सोमशर्मा---ये सभी पिताके भक्त थे। द्विजश्रेष्ठ 
शिवशर्माने उनकी भक्ति देखकर सोचा---'पितृभक्त 
पुरुषोंके हृदयमें जो भाव होना चाहिये, वह मेरे इन 
पुत्रोंके हृदथमें है या नहीं--इस बातको बुद्धिपूर्वक 
परीक्षा करके जाननेका प्रयत्न करूँ।' शिवशर्मा ब्रह्म- 
चेत्ताओमें श्रेष्ठ थे। उन्हें उपायका ज्ञान था। उन्होंने 
मायाद्वारा अपने पुत्रोंके सामने एक घटना उपस्थित की । 
पुत्रोंने देखा, उनकी माता महान्‌ ज्वररोगसे पीड़ित होकर 
मृत्युको प्राप्त हो गयी। तब जे पिताके पास जाकर 
बोले--'तात ! हमारी माता अपने शरीरका परित्याग 
करके चली गयी। अब उसके विषयमें आप हमें क्या 
आज्ञा देते हैं ?' ट्विजश्रेष्ठ शिवशर्मनि अपने भक्तिपरायण 
ज्येष्ठ पुत्र यज्ञशर्माको सम्बोधित करके कहा--'बेटा ! 
इस तीखे हथियारसे अपनी माताके सारे अङ्गोंको टुकड़े- 
डुकड़े करके इधर-उधर फेंक दो । पुत्रने पिताकी आज्ञाके 
अनुसार ही कार्य किया। पिताने भी यह बात सुनी। 
इससे उन्हें उस पुत्रकी भक्तिके विषयमें पूर्ण निश्चय हो 
गया । आब उन्होने दूसरे पुत्रकी पितृ-भक्ति जाननेका 


विचार किया और बेदशर्मके पास जाकर 
कहा--बिटा ! मैं खीके बिना नहीं रह सकता । तुम मेरी 
आज्ञा मानकर जाओ और समस्त सौभाग्य-सम्पत्तिसे 
युक्त जो स्त्री मैंने देखी है, उसे मेरे किये यहाँ बुला 
लाओ |” पिताके ऐसा कहनेपर वेदशर्मा बोले- “मैं 
आपका प्रिय कार्य करूँगा !' यों कहकर वे पिताको 
प्रणाम करके चले गये और उस रूीके पास पहुँचकर 
बोले--'देवि ! मेरे पिता तुम्हारे लिये प्रार्थना करते हैं; 
यद्यपि वे वृद्ध हैं तथापि तुम मेरे अनुरोधसे उनपर कृपा 
करके उनके अनुकूल हो जाओ।' 

चेदशर्माकी ऐसी यात सुनकर मायासे प्रकट हुई 
उस स्त्रीने कहा--'ग्रह्मन्‌ ! तुम्हारे पिता बुढ़ापेसे कष्ट पा 
रहे हैं; आतः मैं कदापि उन्हें पति बनाना नहीं चाहती। 
उन्हें खाँसीका रोग है, उनके मुँहमें कफ भए रहता है । 
इस समय दूसरी-दूसरी बीमारियोने भी उन्हें पकड़ रखा 
है। रोगके कारण ने शिथिल एबं आर्त हो गये हैं; अतः 
मुझे उनका समागम नहीं चाहिये । मैं तुम्हारे साथ रमण 
करना चाहती हूँ। तुम्हारा प्रिय कार्य करूंगी । तुम दिव्य 
लक्षणोंसे सम्पन्न, दिव्यरूपधारी तथा महान्‌ तेजस्वी हो; 
अतः मैं तुम्हींको पाना चाहती हूँ. । मानद ! उस बुढ़ेको 
लेकर क्या करोगे। मेरे शरीरका उपभोग करनेसे तुम्हें 
समस्त दुर्लभ सुखोंकी प्राप्ति होगी, विप्रवर ! तुम्हें 
जिस-जिस वस्तुकी इच्छा होगी, वह सब ला दूँगी; इसमें 
तनिक भी सन्देह नहीं है।' 

यह महान्‌ पापपूर्ण अप्रिय बचन सुनकर वेदरार्माने 
कहा--'देवि ! तुम्हारा सचन अधर्मयुक्त, पापमिश्रित 
और अनुचित है। मैं पिताका भक्त और निरपराध हूँ; 


* जिन्हें सर्वदेबस्वरूप, परमेश्वर, केवल, ज्ञानमय और अधानरूप कहते हैं, उन सिद्धोंके स्वामी आदिसिद्ध भगवान्‌ श्रीनारायणकी 


यै करण हूँ। 


२१८ 


* अर्चयस्व हषीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


मुझसे ऐसी बात न कहो। शुभे ! मैं पिताके लिये ही 
यहाँ आया हूँ और उन्हीके लिये तुमसे प्रार्थना करता हुँ । 
इसके विपरीत दूसरी कोई बात न कहो । मेरे पिताजीको 
ही स्वीकार करो। देवि! इसके लिये तुम चराचर 
प्राणियॉसहित त्रिलोकीकी जो-जो वस्तु चाहोगी, वह सव 
निस्सन्देह तुम्हें अर्पण करूँगा। अधिक क्या कहूँ, 
देवताओंका राज्य आदि भी यदि चाहो तो तुम्हें दे 
सकता हूँ।' 
स्त्री बोळी--यदि तुम अपने पिताके लिये इस 
प्रकार दान देनेमें समर्थ हो तो मुझे इन्द्रसहित सम्पूर्ण 
दवताओंका अभी दर्शन कराओ। 
वेदशर्मा बोळे--देवि ! मेरा बल, मेरी तपस्याका 
प्रभाव देखो । मेरे आवाहन करनेपर ये इन्द्र आदि श्रेष्ठ 
देवता यहाँ आ पहुँचे । 
देवताओंने वेदशर्मासे कहा---'द्विजश्रेष्ठ ! हम 
तुम्हारा कौन-सा कार्य करें ?' 
बेदशर्मा ब्रोले-देवगण ! यदि आपलोग 
मुझपर प्रसन्न हैं तो मुझे अपने पिताके चरणोंमें पूर्ण भक्ति 
अदान करें। 'एवमस्तु' कहकर सम्पूर्ण देवता जैसे आये 
थे, वैसे लौट गये । तब उस खने हर्षमें भरकर कहा-- 
“तुम्हारी तपस्याका बल देख लिया । देवताओंसे मुझे 
कोई काम नहीं है । यदि तुम मुझे मुँहमाँगी वस्तु देना 
चाहते हो और आपने पिताके लिये मुझे ले जाना चाहते 
हो तो अपना सिर आपने ही हाथसे काटकर मुझे अर्पण 
कर दो।' 
बेदशर्माने कहा--देवि! आज में धन्य हो 
गया! शुभे ! मैं पिताके लिये अपना मस्तक भी दे दूँगा; 
ले लो, ले लो । यह कहकर द्विजश्रेष्ठ वेदशर्मानि तीखी 
घारवाली तेज तलवार उठायी और हँसते-हैसते अपना 
मस्तक काटकर उस स्त्रीको दे दिया । खूनमें डूबे हुए उस 
मस्तकको लेकर वह शिवशर्माके पास गयी। 


उस मस्तकको देखकर वेदशर्माके चारों भाई कांप 
उठे । उन पुण्यात्मा बन्धुओंमें इस प्रकार बात होने 
'लगी--'अहो ! धर्म ही जिसका सर्वस्व था, वह हमारी 
माता सत्य समाधिके द्वार मृत्युको प्राप्त हो गयी। 
हमलोगोंमें ये वेदशर्मा ही परम सौभाग्यशाली थे, 
जिन्होंने पिताके लिये प्राण दे दिये। ये धन्य तो थे ही 
और अधिक धन्य हो गये ।' शिवशर्माने उस स्रीकी बात 
सुनकर जान लिया कि वेदशर्मा पूर्ण भक्त था । तत्पश्चात्‌ 
उन्होने अपने तृतीय पुत्र धर्मशर्मासे कहा--'बेटा ! यह 
अपने भाईका मस्तक लो और जिस प्रकार यह जीं सके, 
बह उपाय करो !' 

सूतजी कहते हैं-धर्मझार्मा भाईके मस्तकको 
लेकर तुरंत ही बहाँसे चल दिये । उन्होंने पिताकी भक्ति, 
तपस्या, सत्य और सरलताके बलसे धर्मको आकर्षित 
किया। उनकी तपस्यासे खिंचकर धर्मराज धर्मदार्माके 
पास आये और इस प्रकार बोले--'धर्मार्मन्‌ ! तुम्हारे 
आवाहन करनेसे मैं यहाँ उपस्थित हुआ हुँ; मुझे अपना 
कार्य बताओ, मैं उसे निस्सन्देह पूर्ण करूँगा ।' 

धर्मशर्माने कहा-- धर्मराज ! यदि मैंने गुरुकी 
सेवा की हो, यदि मुझमें पिताके प्रति निष्ठा और 
अविचल तपस्या हो तो इस सत्यके प्रभावसे मेरे भाई 
बेदझर्मा जी उठें। 

धर्म खोले--महामते ! मैं तुम्हारी तपस्या और 
पितृभक्तिसे सन्तुष्ट हूँ, तुम्हारे भाई जी जायेंगे; तुम्हारा 
कल्याण हो। धर्मवेत्ताओंके लिये जो दुर्लभ है, ऐसा 
कोई उत्तम वरदान मुझसे और माँग लो। 

धर्मशर्माने जब धर्मका यह उत्तम वचन सुना तो 
उस महायरास्वीने महात्मा बैवस्वतसे कहा--' धर्मराज ! 
यदि आप मुझपर असन्न हैं तो पिताके चरणोंकी पूजामें 
अविचरू भक्ति, धर्ममें अनुराग तथा अन्तर्मे मोक्षका 
वरदान मुझे दीजिये।' तब धर्ममे कहा--'मेरी कृपासे 


स्त्रीने क्कहा विप्रवर ! तुम्हारे पुत्र वेदरार्माने मुझे यह सन कुछ तुम्हें प्राप्त होगा।' उनके मुखसे यह 
तुम्हारी सेवाके लिये यहाँ भेजा है; यह उनका मस्तक है, महावाक्य निकलते ही बेदशर्मा उठकर खड़े हो गये। 
इसे ग्रहण करो । इसको उन्होने अपने हाथसे काटकर मानो बे सोतेसे जाग उठे हों। उठते ही महाबुद्धिमान्‌ 


दिया है। 


खेदशर्माने धर्मशर्मासे कहा--'भाई! वे देवी कहाँ 


भूमिखण्ड ] 


* झिवार्माके चार पुत्रोंका पितृ-भक्तिके प्रभावसे श्रीजिष्णुधामको प्राप्त होना » 


२१९ 


&७९५५५५७५५४७७००७७५»७५ ७०४४४ ४&9४# »+&&४#+४&# 58 $3+४&+ 33४9» »&5»*»»»%%%»:५९//%/»2%%9»*»###*##*#6# 5“. 


गर्यौ ? पिताजी कहाँ हैं ?' धर्मशर्माने थोड़ेमें सब हाल 
कह सुनाया। सब हाल जानकर वेदशर्माको बड़ी 
प्रसन्नता हुई। उन्होंने धर्मशर्मासे कहा- “प्रिय बन्धु! 
इस पृथ्वीपर तुम्हारे-जैसा मेरा हितैषी कौन है?' 
तदनन्तर दोनों भाई प्रसन्न होकर अपने पिता शिवशर्माके 
पास गये। उस समय धर्मशार्मनि तेजस्वी पितासे 
कहा--'महाभाग ! आज मैने आपके पुत्र वेदशर्माको 
मस्तक और जीवनके साथ यहाँ ला दिया है। आप इन्हें 
स्वीकार कीजिये ।' 

'तदनन्तर, शिवशर्मनि विनीत भावसे सामने खड़े 
हुए चौथे पुत्र महामति विष्णुशर्मासे कहा--'नेटा ! मेय 
कहना करो। आज ही इन्द्रलोकको जाओ और वहाँसे 
अमृत ले आओ । मैं अपनी इस प्रियतमाके साथ इस 
समय अमृत पीना चाहता हूँ; क्योंकि अमृत सब रोगोंको 
दूर करनेवाल्त्र है।' महात्मा पिताका यह कचन सुनकर 
विष्णुरार्माने उनसे कहा--'पिताजी ! मैं आपके 
कथनानुसार सब कार्य करूँगा।' यह कहकर परम 
बुद्धिमान्‌ धर्मात्मा विष्णुशर्माने पिताको प्रणाम किया और 
उनकी प्रदक्षिणा करके अपने महान्‌ बल, तपस्या 


तथा नियमके प्रभावसे आकाशमार्गद्वारा इन्द्रलोककी 
यात्रा की। 

अन्तरिक्षमार्गसे जब वे आकाराके भीतर घुसे, तब 
देवराज इन्द्रने उन्हें देखा और उनका उद्देश्य जानकर 
उसमें विन्न डालना आरम्भ किया। उन्होंने मेनकासे 
कहा--'सुन्दरी ! मेरी आज्ञासे शीघ्रतापूर्वक जाओ और 
विप्रवर विष्णुरार्माके कार्यमें बाधा डालो ।' देवराजकी 
आज्ञा पाकर मेनका बड़ी उतावलीके साथ चली । उसका 
सुन्दर रूप था और वह सब प्रकारके आभूषणोंसे 
विभूषित थी। नन्दनवनके भीतर पहुँचकर वह झूलेमें जा 
बैठी और मधुर स्वरसे गीत गाने लगी । उसका संगीत 
बीणाके स्वरके समान था । विष्णुरार्माने उसे देखा और 
उसके मनोभावको समझ लिया। उन्होंने सोचा--'यह 
एक बहुत बड़े विघ्रके रूपमें उपस्थित हुई है, इन्द्रने इसे 
भेजा है; यह मेरी भलाई नहीं कर सकती।' यह 
विचारकर बे शीघतापूर्वक आगे बढ़ गये । मेनकाने उन्हें 
जाते देखा और पूछा--'महामते ! कहाँ जाओगे ?' 
विष्णुशमी बोले--'मैं पिताके कार्यसे इन्द्रलोकमें 
जाऊँगा, वहाँ पहुँचनेके लिये मुझे बड़ी जल्दी है।' 
मेनकाने कहा--'विप्रवर ! मैं कामदेवके बाणॉसे 
घायल होकर इस समय तुम्हारी शरणमें आयी हूँ। यदि 
धर्मका पालन करना चाहते हो तो मेरी रक्षा करो 

विष्णुझर्मा बोले--सुमुखि ! मुझे देवराजका 
सारा चरित्र मालूम है; तुम्हारे मनमें क्या है, यह भी 
मुझसे छिपा नहीं है। तुम्हारे तेज और रूपसे विश्वामित्र 
आदि दूसरे लोग ही मोहित होते हैं। मैं शिवशर्माका पुत्र 
हूँ, मुझपर तुम्हारा जादू नहीं चल सकता । अबले ! मैं 
योगसिद्िको प्राप्त हँ. तपस्यासे सिद्ध हो चुका हूँ। काम 
आदि बड़े-बड़े दोषोंको मैंने पहले ही जीत लिया है। 
तुम किसी दूसरे पुरुषका आश्रय लो, मैं इन्द्रलोकको जा 
रहा हूँ। 

यों कहकर द्विजश्रेष्ठ विष्णुरार्मी शीघ्रतापूर्वक चले 
गये । मेनकाका प्रयत्न निष्फल हुआ । देवराजके पूछनेपर 
उसने सब कुछ नता दिया। तब इन्द्रने बारेबार विघ्न 
उपस्थित किया, किन्तु महायशस्बी ब्राह्मणने अपने तेजसे 


२२० 


० अर्घयस्व इषीकेश यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


४०९३७७७०००००००००९३९३९००००००००००९०३०००००७०:५००-०७००००००००७९०००९५०००९७:७७००००००७००७५७२२००३००९%०००००००००००००००. 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


उन सब विप्रॉका नाश कर दिया। उनके उपस्थित किये 
हुए भयंकर विप्लॉका विचार करके महातेजस्वी 
विष्णुशर्माको बड़ा क्रोध हुआ । उन्होंने सोचा--'मैं 
इन्द्रलोकसे इन्द्रको गिय दूँगा और देवताओंकी रक्षाके 
लिये दूसरा इन्द्र बनाऊँगा ।' वे इस प्रकार विचार कर ही 
रहे थे कि देवराज इन्द्र वहाँ आ पहुँचे और बोले-- 
“महाप्राज्ञ विप्र ! तपस्या, नियम, इन्द्रियसंयम, सत्य और 
'शौचके द्वारा तुम्हारी समानता करनेवाला दूसरा कोई नहीं 
है। तुम्हारी इस पितृभक्तिसे मैं देवताऑसहित परास्त हो 
गया। साधुश्रेष्ठ ! तुम मेरै सारे अपराध क्षमा करो और 
मुझसे कोई वर माँगो ! तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे 
माँगनेपर मैं दुर्लभ-से-दुर्लभ वर भी दे दूँगा।' यह 
सुनकर विष्णुशमनि देवराजसे कहा--'आपको महात्मा 
ब्राह्मणोंके तेजका विनाश करनेकी कभी चेष्टा नहीं करनी 
चाहिये; क्योंकि यदि श्रेष्ठ ब्राह्मण क्रोधमें भर जाये तो 
समस्त पुत्र-पौत्रोके साथ अपराधी व्यक्तिका संहार कर 
सकते हैं---इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है। यदि आप 
इस समय यहाँ न आये होते तो मैं अपनी तपस्थाके 
अभावसे आपके इस उत्तम राज्यको छीनकर किसी 
दूसरेको दे डालनेका विचार कर चुका था । मेरी आँखें 


व सूर 


- 


क्रोधसे लाल हो रही थीं। [किन्तु आपके आनेसे मेरा 
भाव बदल गया |] देवेन्द्र ! आप आकर मुझे वर देना 
चाहते हैं तो अमृत दीजिये; साथ ही पिताके चरणोमें 
अविचल भक्ति प्रदान कीजिये ।' 

इस प्रकार बातचीत होनेपर इन्द्रने प्रसन्न चित्तसे 
आहाणको अमृतसे भरा घड़ा लाकर दिया तथा बरदान 
देते हुए कहा--'विप्रवर ! अपने पिताके प्रति तुम्हारे 
हृदयमें सदा अंविचल भक्ति बनी रहेगी।' यों कहकर 
इन्द्रने ब्राह्मणको विदा किया । तदनन्तर विष्णुशर्मा अपने 
पिताके पास जाकर बोले--'तात ! मैं इन्द्रके यहाँसे 
अमृत ले आया हूँ। इसका सेवन करके आप सदाके 
लिये नीरोग हो जाइये।' शिवशर्मा पुत्रकी यह बात 
सुनकर बहुत सन्तुष्ट हुए और सब पुत्रॉको बुलाकर 
कहने लगे--'तुम सब लोग पितृभक्तिसे युक्त और मेरी 
आशाके पालक हो । अतः प्रसन्नतापूर्वक मुझसे कोई बर 
माँगो । इस भूतलपर जो दुर्लभ वस्तु होगी, वह भी तुम्हें 
मिल जायगी।' पिताकी यह बात सुनकर वे सभी पुत्र 
एक-दूसरेकी ओर देखते हुए उनसे बोले--'सुव्रत ! 
आपकी कृपासे हमारी माता, जो यमलोकको चली गयी 
हैं, जी जायें ।' 

शिवक्षर्पाने कहा- “पुत्रो ! तुम्हारी मरी हुई 
पुत्रवत्सला माता अभी जीवित होकर हर्षमें भरी हुई यहाँ 
आयेगी--इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है।' ऋषि 
शिवशर्माके मुखसे यह शुभ वाक्य निकलते ही उन 
पुत्रोंकी माता हर्षमें भरी हुई वहाँ आ पहुँची और 
बोली--'मेरे सौभाग्यशाली पुत्रो ! इसीलिये संसारमें 
पुण्यात्मा खियाँ पुण्यसाघक पुत्रकी इच्छा करती हैं। 
जिसका कुलके अनुरूप आचरण हो, जो अपने कुलका 
आधार तथा माता-पिताको तारनेवाला हो--ऐसे उत्तम 
पुत्रको कोई भी स्त्री पुण्यके बिना कैसे पा सकती है। न 


१५ जाने मैंने कैसे-कैसे पुण्य किये थे, जिनके फलस्वरूप ये 


धर्मप्राण, धर्मात्मा, धर्मवत्सल तथा अत्यन्त पुण्यभागी' 
महात्मा मुझे पतिरूपमें प्राप्त हुए मेरे सभी पुत्र 
पितृभक्तिमें रत हैं; इससे बढ़कर प्रसन्नताकी बात और 


भूमिखण्ड ] 


क्या होगी। अहो ! संसारमें पुण्यके ही बलसे उत्तम 
पुत्रकी आकि होती है । मुझे पाँच पुत्र प्राप्त हुए हैं, जिनका 
हदय विशाळ है तथा जिनमें एक-से-एक बढ़कर है। 
मेरे सभी पुत्र यज्ञ करनेवाले, पुण्यात्मा, तपस्वी, तेजस्वी 
और पराक्रमी हैं।' 
इस प्रकार माताके कहनेपर पुत्रोंको बडा हर्ष हुआ 
और वे अपनी माताको प्रणाम करके बोले--'माँ! 
अच्छे माता-पिताकी प्राप्ति बड़े पुण्यसे होती है। तुम 
सदा पुण्य कर्म करती रहती हो । हमारे बड़े भाग्य थे, जो 
तुम हमें माताके रूपमें प्राप्त हुई, जिनके गर्भमें आकर 
हमलोग उत्तम पुण्यॉसे वृद्धिको प्राप्त हुए हैं। हमारी यही 
अभिलाषा है कि प्रत्येक जन्ममें तुम्ही हमारी माता और 
ये ही हमारे पिता हों।' 
पिता बोले--पुत्रो ! तुमलोग मुझसे कोई परम 
उत्तम और पुण्यदायक वरदान माँगो । मेरे सन्तुष्ट होनेपर 
तुमलोग अक्षय लोकोंका उपभोग कर सकते हो। 
पुत्रोंने कहा--पिताजी ! यदि आप हमपर प्रसन्न 
हैं और वर देना चाहते हैं तो हमें भगवान्‌ श्रीविष्णुके 
गोलोकधाममें भेज दीजिये, जहाँ किसी प्रकारकी चिन्ता 
और व्याधि नहीं फटकने पाती । 
पिता ओले--पुत्रो ! तुमलोग सर्वथा निष्पाप हो; 
इसलिये मेरै प्रसाद, तपस्या और इस पितृभक्तिके बलसे 


« सोमशर्माकी पितृ-भक्ति « 


२२२ 


वैष्णवधामको जाओ । 

महर्षि शिवशर्माके यह उत्तम वचन कहते ही 
भगवान्‌ श्रीविष्णु अपने हाथोंमें शङ्ख, चक्र, गदा और 
पद्म धारण किये गरुड़पर सवार हो वहाँ आ पहुँचे और 
पुत्रोंसहित शिवशर्मासे बारंबार कहने लगे--'विप्रवर ! 
पुत्रॉसहित तुमने भक्तिके बलसे मुझे अपने वरामें कर 
लिया है। अतः इन पुण्यातमा पुत्रों तथा पतिके साथ 
रहनेकी इच्छावाली इस पुण्यमयी पलीको साथ लेकर 
तुम मेरे परमधामको चलो ।' 

शिवशमनि कहा---भगवन्‌ ! ये मेरे चारों पुत्र ही 
इस समय परम उत्तम वैष्णवधाममें चलें । मैं पल्रीके साथ 
अभी भूलोकमें ही कुछ काल व्यतीत करना चाहता हूँ। 
मेरे साथ मेरा कनिष्ठ पुत्र सोमदार्मा भी रहेगा । 

सत्यभाषी महर्षि शिवशर्माके यों कहनेपर देवेश्वर 
भगवान्‌ श्रीनिष्णुने उनके चार पुत्रोंसे कहा--“तुमलोग 
दाह और प्रलयसे रहित मोक्षदायक गोलोकधामको 
चलो ।' भगवान्‌के इतना कहते ही उन चारों सत्यतेजस्वी 
ब्राह्मणोका तत्काल विष्णुके समान रूप हो गया, उनके 
शरीरका इयामवर्ण इन्द्र नीलमणिके समान शोभा पाने 
लगा । उनके हाथोंमें शङ्ख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित 
होने रूगे। वे विष्णुरूपघारी महान्‌ तेजस्वी द्विज 
पितृभक्तिके प्रभानसे विष्णुघामको प्राप्त हो गये । 


क्क 
सोमशर्माकी पितृ-भक्ति 


सूतजी कहते हैं--भगवान्‌ श्रीविष्णुका 
गोलोकधाम तमसे परे परम प्रकाशरूप है । पूर्वोक्त चारों 
ब्राह्मण जब उस लोकमें चले गये, तब महाप्राज्ञ 
शिवशर्माने अपने छोटे पुत्रसे कहा--'महामते ! 
सोमरार्मन्‌ ! तुम पिताको भक्तिमें रत हो। मै इस समय 
तुम्हें यह अमृतका घडा दे रहा हूँ; तुम सदा इसकी रक्षा 
करना । मैं पत्नीके साथ तीर्थयात्रा करने जाऊँगा !' यह 
सुनकर सोमरार्मने कहा--'महाभाग ! ऐसा ही होगा ।' 
बुद्धिमान्‌ शिवशर्मा सोमदार्माके हाथमें वह घडा देकर 
बहाँसे चल दिये और देस वर्षोतक निरन्तर तपस्यामें लगे 


रहे। धर्मात्मा सोमरार्मा दिन-रात आलस्य छोड़कर उस 
अमृत-कुम्भकी रक्षा करते रहे। दस वेकि पश्चात्‌ 
महायशस्वी शिवशर्मा पुनः लौरकर यहाँ आये। ये 
मायाका प्रयोग करके भार्यासहित कोढ़ी बन गये । जैसे 
बे स्वयं कुष्ठरोगसे पीड़ित थे, उसी प्रकार उनकी स्त्री भी 
थीं। दोनों ही मांसके पिण्डकी भाँति त्याग देनेयोग्य 
दिखायी देते थे। दे धीरचित्त न्राह्मण महात्मा सोमशर्माके 
समीप आये। वहाँ पघारे हुए माता-पिताको सर्वथा 
दुःखसे पीड़ित देख महायशस्बी सोमरार्माको बड़ी दया 
आयी। भक्तिसे उनका मस्तक झुक गया । चे उन दोनॉके 


* अर्चयस्व हषीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पद्यपुराण 


चरणेमिं पड़ गये और बोले--'पिताजी ! मैं दूसरे 
किसीको ऐसा नहीं देखता, जो तपस्या, गुण-समुदाय 
और उत्तम पुण्यसे युक्त होकर आपकी समानता कर 


सके | फिर भी आपको यह कया हो गया ? विप्रवर ! 
सम्पूर्ण देवता सदा दासकी भाँति आपकी आशाके 
पाल्नमें लगे रहते हैं। वे आपके तेजसे खिंचकर यहाँ 
आ जाते हैं। आप इतने शक्तिशाली हैं तो भी किस 
पापके कारण आपके शारीरंसें यह पीड़ा देनेवाला रोग हो 
गया ? ब्राह्मणश्रेष्ठ ! इसका कारण बताइये। यह मेरी 
माता भी पुण्यनती है, इसका पुण्य महान्‌ है; यह 
पतित्रत-धर्मका पालन करनेवाली है। यह अपने 
स्वामीकी कृपासे समूची त्रिलोकीको भी धारण करनेमें 
समर्थ है। जो राग-द्रेषका परित्याग करके भाँति-भाँतिके 
कर्मोद्दाय अपने पतिदेवका पूजन करती है, देवताओंकी 
ही भाँति गुरुजनोके भ्रति भी जिसके हृदयमें आदरका 
भाव है, वह'मेरी माता क्यों इस कष्टकारी कुष्ठरोगका 
दुःख भोग रही है?" 
शिवशर्मा बोले--महाभाग ! तुम शोक न करो; 
सबको आपने कर्मोंका ही फल भोगना पड़ता है; क्योंकि 
मनुष्य रायः [पूर्वकृत] पाप और पुण्यमय कर्मॉसे युक्त 


होता ही है। अब तुम हम दोनों रोगियोकि घावॉको धोकर 
साफ करो। 

पिताका यह शुभ वाक्य सुनकर महायशस्बी 
सोमशर्माने कहा--'आप दोनों पुण्यात्मा हैं; मैं आपकी 
सेवा अवश्य करूँगा। माता-पिताकी शुश्रूषाके सिवा 
मेरा और कर्तव्य ही क्या है।' सोमशर्मा उन दोनोकि 
दुःखसे दुःखी थे। वे माता-पिताके मल-मूत्र तथा कफ 
आदि धोते। अपने हाथसे उनके चरण पखारते और 
दबाया करते थे। उनके रहने और नहाने आदिका प्रबन्ध 
भी वे पूर्ण भक्तिके साथ स्वयं ही करते थे। विप्रवर 
सोमरार्मा बड़े यशस्वी, धर्मात्मा और सत्पुरुषोमें श्रेष्ठ थे । 
जे अपने दोनों गुरुजनोंको कंधेपर बिठाकर तीर्थोमें ले 
जाया करते थे। वे वेदके ज्ञाता थे; अतः माङ्गारिक 
मन्त्रोंका उच्चारण करके दोनोंको अपने हाथसे विधिपूर्वक 
नहलाते और स्वयं भी स्नान करते थे। फिर पितरोंका 
तर्पण और देवताओंका पूजन भी वे उन दोनोंसे प्रतिदिन 


८ 
कराया करते थे। स्वयं अग्निमें होम करते और अपने 


दोनों महागुरु माता-पिताको प्रसन्न करते हुए अपने सब 
कार्य उन्हें बताया करते थे। सोमइार्मा उन दोनोंको 
प्रतिदिन शय्यापर सुळाते और उन्हें बस्तर तथा पुष्प आदि 
सब सामग्री निबेदन करते थे। परम सुगन्धित पान 
'लगाकर माता-पिताको अर्पण करते तथा नित्यप्रति 
उनकी इच्छाके अनुसार फल, मूल, दूध आदि उत्तमोत्तम 
भोज्य पदार्थ खानेको देते थे। इस क्रमसे वे सदा ही 
माता-पिताको प्रसन्न रखनेकी चेष्टा करते थे। पिता 
सोमरार्माको बुलाकर उन्हें नाना कारके कठोर एवं 
दुःखदायी बचनोंसे पीड़ित करते और आतुर होकर उन्हें 
डंडॉसे पीटते भी थे। यह सब करनेपर भी धर्मात्मा 
सोमइार्मा कभी पिताके ऊपर क्रोध नहीं करते थे। बे 
सदा सन्तुष्ट रहकर मन, वाणी और क्रिया--तीनोके ही 
द्वारा पिताकी पूजा करते थे। 

ये सब बातें जानकर शिवशर्म अपने चरित्रपर 
विचार करने लगे! उन्होंने सोचा--'सोमझर्माका मेरी 
सेवामें अधिक अनुराग दिखायी देता है, इसोल्यि 


भूषिखण्ड ] 


= सोमशर्माकी पितृ-भक्ति + 


२२३ 


$*४५०४५५०७५०५७५४७७५०४७५७०४७७५ ७४७ &&*** ४ ७३७७७७७३७७ ७७44 अभक किक करी कडकी $$ ४४४9 99959 कक. 


समयपर मैंने इसके तपकी परीक्षा को है; किन्तु मेरा पुत्र 
भक्ति-भाव तथा सत्यपूर्ण 


है। इस प्रकार मेरा बुद्धिमान्‌ पुत्र दुष्कर सदाचारका 
पालन कर रहा है । अतः अब मैं भगवान्‌ श्रीविष्णुके 
प्रसादसे इसके दुःख दूर करूंगा ।' इस प्रकार बहुत 
देरतक सोच-विचार करनेके पश्चात्‌ परम बुद्धिमान्‌ 
शिवशर्माने पुनः मायाका प्रयोग किया । अमृतके घडेसे 
अमृतका अपहरण कर लिया । उसके बाद सोमशर्माको 
बुलाकर कहा--'बेटा ! मैंने तुम्हारे हाथमें रोगनाशक 
अमृत सौंपा था, उसे शीघ्र लाकर मुझे अर्पण करो, 
जिससे मैं इस समय उसका पान करूँ।' 

पिताके यों कहनेपर सोमशर्मा तुरंत उठकर चल 
दिये। अमृतके घडेके पास जाकर उन्होंने देखा कि वह 


खाली पड़ा है--उसमें अमृतकी एक बूँद भी नहीं है। 
यह देखकर परम सौभाग्यशाली सोमशार्माने मन-ही-मन 
कहा--'यदि मुझमें सत्य और गुरु-शुश्रूषा है, यदि मैने 
पूर्वकालमें निएछल हृदयसे तपस्या की है, इन्द्रियसंयम, 


५ सत्य और शौच आदि धर्मॉका ही सदा पालन किया है, 
* तो यह घड़ा निश्चय ही अमृतसे भर जाय ।' महाभाग 


सोमशर्माने इस प्रकार विचार करके ज्यों ही उस घड़ेकी 
ओर देखा, त्यों ही वह अमृतसे भर गया। घड़ेको भरा 
देख उसे हाथमें ले महायशस्वी सोमशार्मा तुरंत ही 
पिताके पास गये और उन्हें प्रणाम करके बोले-- 
“पिताजी ! .लीजिये, यह अमृतसे भरा घडा आ गया। 
महाभाग ! अब इसे पीकर शीघ्र ही रोगसे मुक्त हो 
जाइये।' पुत्रका यह परम पुण्यमय तथा सत्य और 
धर्मके उद्देश्यसे युक्त मधुर वचन सुनकर शिवशर्माको 
बड़ा हर्ष हुआ। चे बोले--'पुत्र ! आज मैं तुम्हारी 
तपस्या, इन्द्रियसंयम, शौच, गुरुशुश्रूषा तथा भक्तिभावसे 
विशेष संतुष्ट हूँ। लो, अब मैं इस विकृत रूपका त्याग 
करता हूँ।' 

यों कहकर ब्राह्मण शिवशर्माने पुत्रको अपने पहले 
रूपमें दर्शन दिया। सोमझार्माने माता-पिताको पहले 
जिस रूपमें देखा था, उसी रूपमें उस समय भी देखा । 
वे दोनों महात्मा सूर्यमण्डलकी भाँति तेजसे दिप रहे थे । 
सोमझर्माने बड़ी भक्तिके साथ उन महात्माओके चरणोंमें 
मस्तक झुकाया। तदनन्तर बे दोनों पति-पत्नी पुत्रसे 
बातचीत करके अत्यन्त प्रसन्न हुए । फिर धर्मात्मा ब्राह्मण 
भगवान्‌ श्रीविष्णुकी कृपासे अपनी पलीको साथ ले 
विष्णुधामको चले गये। अपने पुण्य और योगाभ्यासके 
प्रभावसे उन महर्षिने दुर्लभ पद प्राप्त कर लिया। 


aR ननन 


२२४ 


० अर्थयस्व हृषीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त परापुराण 


सुत्रतकी उपत्तिके प्रसङ्गमें सुमना और शिवशर्माका संवाद--विविध प्रकारके पुत्रोंका 
वर्णन तथा दुर्वासाद्वारा धर्मको शाप 


ऋषियोंने कहा--सूतजी ! अब हम महात्मा 
सुब्रतका चरित्र सुनना चाहते है । वे महाप्राज्ञ किस गोजमें 
उत्पन्न हुए और किसके पुत्र थे ? ब्राह्मण सुत्रतकी क्या 
तपस्या थी और किस प्रकार उन्होंने भगवान्‌ श्रीहरिकी 
आराधना की थी ? 
सूतजी बोले--विप्रगण ! मैं सुत्रतके दिव्य एवं 
पावन चरित्रका वर्णन करता हूँ। यह प्रसङ्ग परम 
कल्याणकारी तथा भगवान्‌ श्रीविष्णुकी चर्चासे युक्त है। 
पूर्व कल्पकी बात है, नर्मदाके पापनाशक तटपर 
अमरकण्टक तीर्थके भीतर कौशिक-वंशमें एक श्रेष्ठ 
ब्राह्मण उत्पन्न हुए थे। उनका नाम था सोमशर्मा । उनके 
कोई पुत्र नहीं था । इस कारण वे बहुत दुःखी रहा करते 
थे। उनकी पलीका नाम था सुमना। वह उत्तम ब्रतका 
आचरण करनेबाली थी । एक दिन उसने अपने पतिको 
चिन्तित देखकर कहा--'नाथ ! चिन्ता छोड़िये। 
चिन्ताके समान दूसरा कोई दुःख नहीं है, क्योंकि वह 
झरीरको सुखा डालती है। जो उसे त्यागकर यथोचित 
बर्ताव करता है, वह अनायास ही आनन्दर्मे मस्त रहता 
है।* विप्रवर | मेरे सामने आप अपनी चिन्ताका 
कारण बताइये।' 
सोमशर्माने कहा--सुत्रते ! न जाने किस पापसे 
मैं निर्धन और पुत्रहीन हूँ। यही मेरे दुःखका कारण है । 
सुमना बोली --प्राणनाथ ! सुनिये। मैं एक ऐसी 
खात बताती हूँ, जो सब सन्देहोंका नाश करनेवाली है। 
पाप एक वृक्षके समान है, उसका बीज है लोभ | मोह 
उसकी जड़ है। असत्य उसका तना और माया उसकी 
झाखाओका विस्तार है। दम्भ और कुटिलता पत्ते हैं। 
कुबुद्धि फूल है और अनृत उसकी गन्ध है। छल, 
पाखण्ड, चोरी, ईर्ष्या, क्रूरता, कूटनीति और फपाचारसे 
युक्त प्राणी उस मोहमूलक वृक्षके पक्षी हैं, जो मायारूपी 
पत PEE SE ESE त त त स्प जज डि 


'आखाओंपर बसेरे लेते हैं। अज्ञान उस वृक्षका फल है 
और अधर्मको उसका रस बताया गया है। दुर्भावरूप 
जलसे सोंचनेपर उसकी वृद्धि होती है। अश्रद्धा उसके 
फूलने-फलनेकी ऋतु है । जो मनुष्य उस वृक्षकी छायाका 
आश्रय लेकर संतुष्ट रहता है, उसके पके हुए फलॉंको 
प्रतिदिन खाता है और उन फलॉके अधर्मरूप रससे पुष्ट 
होता है, वह ऊपरसे कितना ही प्रसन्न क्यों न हो, वास्तवमें 
पतनकी ओर ही जाता है। इसलिये पुरुषको चिन्ता 
छोड़कर लोभका भी त्याग कर देना चाहिये । 

स्त्री, पुत्र और धनकी चिन्ता तो कभी करनी ही नहीं 
चाहिये । प्रियतम ! कितने ही विद्वान्‌ भी मूखेकि मार्गका 
अवलम्बन करते हैं। दिन-रात मोहमें डूबे रहकर निरन्तर ' 
इसी चिन्तामें पड़े रहते हैं कि किस प्रकार मुझे अच्छी 
स्त्री मिले और कैसे मैं बहुत-से पुत्र प्राप्त करूँ । ब्रह्मन्‌ ! 
आप चिन्ता और मोहका त्याग करके विवेकका आश्रय 
लीजिये । 

कोई पूर्वजन्ममें ऋण देनेके कारण इस जन्ममें 
आपने सम्बन्धी होते हैं और कोई-कोई धरोहर हड़प 
लेनेके कारण भी सम्बन्धीके रूपमें जन्म लेते हैं । पली, 
पिता, माता, भृत्य, स्वजन और बान्धव--सब लोग 
अपने-अपने ऋणानुबन्धसे ही इस पृथ्वीपर उत्पन्न होते 
हैं। जिसने जिसकी जिस भावसे धरोहर हड़प ली है, बह 
उसी भावसे उसके यहाँ जन्म लेता है। धरोहरका स्वाभी 
रूपवान्‌ और गुणवान्‌ पुत्र होकर पृथ्वीपर उत्पन्न होता है 
और धरोहरके अपहरणका बदला लेनेके लिये दारुण 
दुःख देकर चला जाता है। 

जो किसीका ऋण लेकर मर जाता है, उसके यहाँ 
दूसरे जन्ममें ऋणदाता पुरुष पुत्र, भाई, पिता, पली और 
मित्ररूपसे उत्पन्न होता है। वह सदा -ही अत्यन्त 
दुष्टतापूर्ण बर्ताव. करता है । गुणोंकी ओर तो वह कभी 


+ नास्ति चिन्तासमं दुःखं कायशोपणमेत्र हि। यस्तो संत्यज्य वर्तेत स॒ सुखेन प्रमोदते ॥(११। ११) 


* सुन्नतकी उत्पत्तिके प्रसक्षमें सुमना और सिवदार्माका संवाद « 


२२५ 


देखता ही नहीं । क्रूर स्वभाव और निष्ठुर आकृति बनाये 
अपने स्वजनोंको सदा कठोर बातें सुनाया करता है। 
अतिदिन मीठी-मीठी वस्तुएँ स्वयं खाता है। घरमें रहते 
हुए धनका बलपूर्वक उपभोग करता है और रोकनेपर 
कुपित हो जाता है। 
विप्रवर ! अब मैं आपके सामने शत्रु-स्वभाववाले 
पुत्रका वर्णन करती हूँ। खह बाल्यावस्थासे हो सदा 
शात्रुऑका-सा बर्ताव करता है। खेल-कूदमें भी पिता- 
माताको मार-मारकर भागता है और बारंबार हँसा कस्ता 
है। क्रोधयुक्त स्बभावको लेकर ही बड़ा होता है और 
सदा वैरके काममें लगा रहता है। वह प्रतिदिन पिता 
और माताकी निन्दा करता है। फिर बिवाह-सम्बन्ध हो 
जानेपर नाना प्रकारसे धनका अपव्यय करता है। “घर 
और खेत आदि सब मेरा ही है' [तुमलोग कौन हो मेरा 
हाथ रोकनेवाले ?] यों कहकर पिता और माताको 
प्रतिदिन पीटता रहता है। उनकी मृत्युके पश्चात्‌ न वह 
श्राद्ध करता है और न कभी दान हीं देता है । ऐसे नहुतेरे 
पुत्र इस पृथ्वीपर उत्पन्न होते रहते हैं। 
अब मैं उस पुत्रका वर्णन करती हूँ, जिसके द्वारा 
प्रिय वस्तुकी प्राप्ति होती है। बैसा बालक बचपनसे ही 
माता-पिताका प्रिय करता है। वयस्क (बड़ा) होनेपर 
भी उनके प्रियसाधनमें लगा रहता है और सदा अपनी 
भक्तिसे माता-पिवाको सन्तुष्ट रखता है। स्नेहसे, मीठी 
बाणीसे तथा प्रिय लगनेवाली बातचीतसे उन्हें प्रसन्न 
रखनेकी चेष्टा करता है। माता-पिताकी मृत्युके पश्चात्‌ 
सम्पूर्ण श्राद्धकर्म और पिण्डदान आदिका कार्य करता है 
तथा उनकी सद्गतिके लिये तीर्थयात्रा भी करता है। 
प्रियतम ! अब इस समय आपके सामने उदासीन 
पुत्रका वर्णन करती हूँ--विप्रवर ! उदासीन बालक सदा 
उदासीन-भावसे ही रहता है | वह न कुछ देता है और 
न लेता है। न रुष्ट होता है और न सन्तुष्ट । इस प्रकार 
मैने पुत्रोंके सम्बन्धमें सब कुछ नता दिया । पुत्रॉकी ऐसी 
ही गति है । जैसे पुत्र होते हैं, वैसे ही पिता, माता, पत्नी, 
अन्धु-बान्धन तथा भृत्य आदि अन्य लोग भी बताये गये 
हैं। [इनमें भी शत्रु, मित्र और उदासीन आदि भेद होते 


हैं।] मनुष्योंकी तो बात ही क्या है, पशु--घोडे, हाथी, 
भैस आदि भी ऐसे ही होते हैं । नौकरोंकी भी यही स्थिति 
है; ये सन ऋणके सम्बन्धसे ही प्राप्त होते हैं। 

हम दोनेनि पूर्वजन्भमें न तो किसीसे ऋण लिया है 
और न किसीकी धरोहर ही हड़पी है । इतना ही नहीं, हमने 
किसीके साथ वैर भी नहीं किया है । [इसीलिये हमें धन 
और पुत्र आदि किसी भी वस्तुकी प्राप्ति नहीं हुई है |] यह 
जानकर आप शान्ति धारण करें और व्यर्थकी चिन्ता छोड़ 
दें। आपने किसीको दान नहीं दिया है, तन धन कैसे 
आये । अतः प्राणनाथ ! दुःखी न होइये । द्विजश्रेष्ठ ! जिस 
पुरुषको धन मिलना निश्चित है, उसके हाथमें अनायास ही 
घन आ जाता है | मनुष्य उस धनकी बड़े यलसे रक्षा 
करता है । किन्तु जन वह जानेको होता है, तब चला ही 
जाता है। ऐसा समझकर आप शान्त हो जाइये । निरर्थक 
चिन्ता छोड़िये। महान्‌ मोहसे मूढ़ (विवेकशुन्य) हुए 
मानव पापमें आसक्तचित्त होकर कहने लगते हैं कि 'यह 
घर, यह पुत्र और ये खियाँ मेरी ही हैं ।' किन्तु प्राणनाथ ! 
संसारका यह बन्धन सदा झूठा ही दिखायी देता है। 

सोमझर्मा बोले--कल्याणी ! तुम ठीक कहती 
हो; तुम्हारा यह वचन सब प्रकारके सन्देहोंका नाश 
करनेवाला है तथापि सत्यके ज्ञाता साघु पुरुष वंशकी 
इच्छा रखते हैं । प्रिये ! मुझे पुत्रकी चिन्ता है; जीमें आता 
है--जिस-किसी उपायसे सम्भव हो, मैं पुत्र अवश्य 
उत्पन्न करूँ । 

सुमनाने कहा--महाभाग ! एक ही विद्वान्‌ पुत्र 
श्रेष्ठ है, बहुत-से गुणहीन पुत्रॉको लेकर क्या करना है? 
एक ही पुत्र कुलका उद्धार करता है; दूसरे तो केवल 
कष्ट देनेवाले होते हैं। पुण्यसे ही पुत्र आप्त होता है, 
पुण्यसे ही अच्छा कुल मिलता है तथा पुण्यसे ही उत्तम 
गर्भकी प्राप्ति होती है । इसलिये आप पुण्यका अनुष्ठान 
कीजिये । प्राणनाथ ! पुण्यकर्म करनेवाले मनुष्य ही 
सुख-रारिका उपभोग करते हैं। 

सोमशर्मा खोले--भद्े ! मुझे पुण्यका अनुष्ठान 
बताओ । उत्तम पुण्य कैसा होता है ? पुण्यके लक्षणोंका 
वर्णन करो। 


२२६ 


* अर्चयस्व हृषीकेशं यदीच्छसि पर॑ पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


सुभनाने कहा--प्राणनाथ ! पुरुष या खीको सदा 
जिस प्रकार बर्ताव करना चाहिये तथा जिस प्रकार पुण्य 
करनेसे कीर्ति, पुत्र, प्यारी खी और घनकी प्राप्ति होती है, 
बह सब मैं बताती हूँ तथा पुण्यका लक्षण भी कहती हूँ। 
जहाचर्य, तपस्या, पञ्चयज्ञोका अनुष्ठान, दान, नियम, 
क्षमा, शौच, अहिंसा, उत्त शक्ति और चोरीका 
अभाव- ये पुण्यके अङ्ग है; इनके अनुष्ठानसे धर्मकी 
पूर्ति करनी चाहिये ।* धर्मात्मा पुरुष मन, वाणी और 
झरीर--तीनोंकी क्रियासे धर्मका सम्पादन करता है! 
फिर वह जिस-जिस वस्तुका चिन्तन करता है, वह दुर्लभ 
होनेपर भी उसे प्राप्त हो जाती है। 
सोमशमानि पूछा--भामिनि ! घर्मका स्वरूप 
कैसा है ? और उसके कौन-कौन-से अङ्ग हैं ? प्रिये ! 
इस विषयको सुननेकी मेरे मनमें बड़ी रुचि हो रही है; 
अतः तुम प्रसत्रतापूर्वक इसका वर्णन करो । 
सुमना बोली-_ ब्रह्मन्‌ ! जिनका अत्रिबंरामें जन्म 
हुआ है तथा जो अनसूयाके पुत्र हैं, उन भगवान्‌ 
दत्तत्रेयजीने ही सदा धर्मका साक्षात्कार किया है । महर्षि 
दुर्बासा और दत्तात्रेय--इन दोनोने उत्तम तपस्या की है। 
उन्होंने तपस्या और आत्मबलके साथ घर्मानुकूल बर्ताव 
किया है । उन्होंने वनमें रहकर दस हजार वर्षोतक तपस्या 
की, निना कुछ खाये-पीये केवल हवा पीकर जीवन- 
निर्वाह किया; इससे वे दोनों शुभदर्शी हो गये हैं। 
तत्पश्चात्‌ उतने ही समय (दस हजार वर्ष) तक उन 
दोनॉने पञ्चाभिसेवन किया । उसके बाद वे जूके भीतर 
खड़े हो उतने ही घर्षौतक तपस्यामें लगे रहे । यतिवर 
दत्तात्रेय और मुनिश्रेष्ठ दुर्वासा बहुत दुर्बल हो गये | तब 
मुनिवर दुर्वासाके मनमें धर्मके प्रति बड़ा क्रोध हुआ । 
इसी समय बुद्धिमान्‌ घर्म साक्षात्‌ वहाँ आ पहुँचे । उनके 
साथ ब्रह्मचर्य और तप आदि भी मूर्तिमान्‌ होकर आये । 
सत्य, जहाचर्य, तप और इन्द्रियसंयम- यै उत्तम एवं 


विद्वान्‌ ब्राह्मणके रूपमें आये। नियमने महाप्राज्ञ 
पष्डितका रूप धारण कर रखा था और दान अग्नि- 
होत्रीका स्वरूप धारण किये महर्षि दुर्वासाके निकट 
उपस्थित हुआ था । क्षमा, शान्ति, लज्जा, अहिंसा और 
अकल्पना (निःसंकल्प अवस्था) --ये सब स्त्री रूप 
धारण किये वहाँ आयी थीं । बुद्धि, प्रज्ञा, दया, श्रद्धा, 
मेघा, सत्कृति और शान्ति--इनका भी बही रूप था | 
पाँचों अग्नियाँ, परम पावन बेद और वेदाङ्ग--ये भी 
अपना-अपना दिव्य रूप धारण किये उपस्थित थे । इस 
प्रकार धर्म अपने परिवारके साथ वहाँ आये थे। ये 
सब-के-सब मुनिको सिद्ध हो गये थे। 

धर्म बोले--अहान्‌ ! आपने तपस्वी होकर भी 
क्रोध क्‍यों किया है? क्रोध तो मनुष्यके श्रेय और 
तपस्या--दोनॉका ही नाश कर डालता है; इसलिये 
तपस्याके समय इस सर्वनाशी क्रोधको अवश्य त्याग 
देना चाहिये! द्विजश्रेष्ठ ! स्वस्थ होइये; आपकी 
तपस्याका फल बहुत उत्तम है। 

दुर्वासाने कहा--आप कौन हैं, जो इन श्रेष्ठ 
आह्मणोके साथ यहाँ पधारे हैं ? तथा आपके साथ ये 
सुन्दर रूप और अलंकारोंसे सुशोभित खियाँ कैसे 
खड़ी हैं ? 

धर्म बोले--मुने! ये जो आपके सामने 
ब्राह्मणके रूपमें सम्पूर्ण तेजसे युक्त दिखायी देते हैं, जो 
हाथमें दण्ड और कमण्डलू लिये अत्यन्त प्रसन्न जान 
पड़ते हैं; इनका नाम 'बरहमचर्य' है। इसी प्रकार ये जो 
दूसरे तेजस्वी ब्राह्मण खड़े हैं, इनपर भी दृष्टिपात 
कीजिये । इनके शरीरका रङ्ग पीला और आँखें भूरे रंगकी 
हैं; ये 'सत्य' कहलाते हैं । धर्मात्मन्‌ ! इन्हीके समान जो 
अपनी दिव्य प्रभासे विश्वेदेवोंकी समानता कर रहे हैं 
तथा जिनका आपने सदा ही आश्रय रिया है, बही ये 
आपके मूर्तिमान्‌ 'तप' हैं; इनका दर्शन कीजिये । जिनकी 


+ज्रह्मनयेण तपसा 


मख्चपञ्घकवर्तनैः । दानेन नियमैश्चापि क्षमाशौचेन वल्लूप ॥ 
अहिंसया सुशक्त्या च हास्तेयेनापि वर्तनैः । एतैर्दशभिरङ्गैसु धर्ममेव 


प्रपूरयेत्‌ ॥ 


(३२।४४-४५) 


बाणी प्रसाद-गुणसे युक्त है, जो दीप्तिमान्‌ दिखायी देते हैं, 
सम्पूर्ण जीवॉपर दया करना जिनका स्वभाव है तथा जो 
सर्वदा आपका पोषण करते हैं, वे ही 'दम' (इन्द्रिय- 
संयम) यहाँ व्यक्तरूप धारण करके उपस्थित हैं । जिनके 
मस्तकपर जटा है, जिनका स्वभाव कुछ कठोर जान 
पड़ता है, जिनके शरीरका रंग कुछ पीला है, जो अत्यन्त 
तीव्र और महान्‌ सामर्थ्यशाली प्रतीत होते हैं तथा जिन्हेनि 
श्रेष्ठ ब्राह्मणका रूप धारण कर हाथमें तलवार ले रखी है, 
बे पापोंका नाश करनेवाले 'नियम' हैं। जो अत्यन्त श्वेत 
और महान्‌ दीप्तिमान्‌ हैं, जिनके शरीरका रंग शुद्ध 
स्फटिक मणिके समान जान पड़ता है, जिनके हाथमें 
जलसे भर कमण्डलु है तथा जिन्होंने दाँतन ले रखी है, 
वे 'शौच' ही यहाँ ब्राह्मणका रूप धारण करके आये है । 
र्त्रियॉमें यह शुश्रूषा है, जो सत्यसे विभूषित, परम 
सौभाग्यवती और अत्यन्त साध्वी है। जिसका स्वभाव 
अत्यन्त धीर है, जिसके सारे अज्ञोंसे प्रसन्नता टपक रही 
है, जिसका रंग गोरा और मुखपर हास्थकी छटा छा रही 
है, वह कमललोचना सरस्वती है । दविजश्रेष्ठ ! यह दिव्य 
आभूषणोंसे युक्त क्षमा उपस्थित है, जो परम शान्त, 
सुस्थिर और अनेकों मङ्गलमय विधानोंसे सुशोभित है। 
महाप्राज्ञ ! तुम्हारी ज्ञानस्वरूपा शान्ति भी दिव्य 
आभूषणोंसे विभूषित होकर यहाँ आयी है। यह तुम्हारी 
प्रज्ञा है, जो परोपकारमें संम, सल्यपरायण तथा स्वल्प 
भाषण करनेवाली है। यह क्षमाके साथ बड़ी प्रसन्न 
रहती है। इस यशस्विनीके शरीरका वर्ण श्याम है। 
जिसका शरीर तपाये हुए सोनेके समान उद्दीप्त दिखायी दे 
रहा है, वह महाभागा अहिंसा है। यह अत्यन्त प्रसन्न 
और अच्छी मन्त्रणासे युक्त है। यह यत्र-तत्र दृष्टि नहीं 
डालती। ज्ञानभावसे आक्रान्त हो सदा तपस्थामे लगी 
रहती है। महाभाग ! यह देखिये--आपकी श्रद्धा भी 
आयी है, जो नाना अकारकी -बुद्धिसे आक्रान्त और 
अनेकों ज्ञानोंस आकुल होनेपर भी सुस्थिर है । यह श्रद्धा 
मनोहर और मङ्गलमयी है। सबका शुभ चिन्तन 
करनेवाली, सम्पूर्ण जगत्‌की माता, यशस्विनी तथा 


गौरवर्णा है । इधर यह मेघा उपस्थित है, जिसके शरीरका 
रंग हंस और चन्द्रमाके समान श्वेत है, गलेमें भोतियॉका 
हार लटक रहा है और हाथमें पुस्तक तथा स्फटिकाक्षकी 
माला शोभा पा रही है । यह प्रज्ञा है, जो सदा ही अत्यन्त 
प्रसन्न रहा करती है; यह प्रज्ञादेवी पीत वखसे शोभा पा 
रही है । दविजश्रेष्ठ ! जो त्रिभुवनका उपकार और पोषण 
करनेमें अद्वितीय है, जिसके शीलकी सदा ही प्रशंसा 
होंती रहती है, वह दया भी आपके पास आयी है। यह 
वृद्धा, परम विदुषी, तपस्विनी, भावकी भार्या और मेरी 
माता है । सुब्रत ! मैं आपका मूर्तिमान्‌ धर्म हूँ। ऐसा 
समझकर शान्त होइये। मेरी रक्षा कीजिये। विप्रवर ! 
आप कुपित क्यों हो रहे हैं ? 

दुर्वासाने कहा--देव ! जिससे मुझे क्रोध हुआ 
है, बह कारण सुनिये । मैने इन्द्रियसयम और शौच आदि 
क्लेशमय साधनोंद्वारा आपने शरीरका शोधन किया तथा 
"तपस्या की; किन्तु ऐसा करनेपर भी देख रहा हुँ--केवल 
मेरे ही ऊपर आपकी दया नहीं हो रही है । धर्मराज ! मैं 
आपके इस बर्तावको न्याययुक्त नहीं मानता । यही मेरे 
क्रोधका कारण है, दूसरा कुछ नहीं; इसलिये मैं आपको 
तीन झाप दूँगा। 

“धर्म ! अन आप राजा और दासीपुत्र होइये । साथ 
ही स्वेच्छानुसार चाण्डाल-योनिमें भी प्रवेश कीजिये ।' 
इस प्रकार तीन शाप देकर द्विजश्रेष्ठ दुर्वासा चले गये। 

सोमशर्माने पुछा--भामिनि ! महात्मा दुर्वासाका 
झाप पाकर धर्मकी क्या अवस्था हुई ? उन शापॉका 
उपभोग उन्होंने किस प्रकार किया ? यदि जानती हो 
तो बताओ। 

सुमना बोली--प्राणनाथ ! धर्मने भरतबंशमें 
राजा युधिष्ठिके रूपमें जन्म अहण किया। दासीपुत्र 
होकर जब बे उत्पन्न हुए, तब विदुर नामसे उनको 
प्रसिद्धि हुई। अब तीसरे शापका उपभोग बतलाती 
हूँ---जिस समय महर्षि विश्वामित्रने राजा हरिश्चन्द्रको 
बहुत कष्ट पहुँचाया, उस समय परम बुद्धिमान्‌ धर्म 
चाण्डालके स्वरूपको प्राप्त हुए थे। 


* == 


२२८ 


+ अर्चयस्व इदीकेरश यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


Sfssenrnsne eer esessssns+n+%4%%%५५५०५५५५>०५१५ ९४५ ००2३.22५५१५५४५५५१५५५५५.१५ ५५५ ॥९५५४५५५५५४५५५५५५५५४५५५०५४४. 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


सुमनाके द्वारा ब्रह्मचर्य, साङ्गोपाङ्ग धर्म तथा धर्मात्मा और पापियोंकी मृत्युका वर्णन 


सोमशर्माने कहा--भामिनि ! 
लक्षणका विस्तारपूर्वक वर्णन करो। 
सुमना बोलो--नाथ ! -सदा- सत्यभाषणमें 
जिसका अनुराग है, जो पुण्यात्मा. होकर साघुताका 
आश्रय लेता है, ऋतुकाल प्राप्त होनेपर अपनी स्त्रीके 
साथ समागम करता है; स्वये दोषॉसे दूर रहता है और 
अपने कुलके सदाचारका कभी त्याग:नहीं करता, वही 
सचा ब्रह्मचारी है। द्विजश्रेष्ठ! यह मैंने गृहस्थके 
ब्रहाचर्यका वर्णन किया है। यह ब्रह्मचर्य गृहस्थ 
पुरुषोंको सदा मुक्ति प्रदान करनेवाला है । अब मैं यतियों 
(संन्यासियों) के ब्रह्मचर्यका वर्णन करूँगी, .आप ध्यान 
देकर सुनें। यतिको चाहिये कि बह: इन्द्रियसंयम, और 
सत्यसे युक्त हो पापसे सदा डरता रहे तथा खीके सङ्गका 
परित्याग करके ध्यान और ज्ञानमें निरन्तर संलग्न रहे। 
यह यतियोंका ब्रह्मचर्य बतलाया गया। अन आपके 
समक्ष वानप्रस्थके ब्रह्चर्यका वर्णन करती हूँ, सुनिये । 
'बानप्रस्थीको सदाचारसे रहना और काम-क्रोधका 
परित्याग करना चाहिये। वह उज्छवृत्तिसे जीविका 
चलाये और प्राणियॉके उपकारमें संलम्र रहे। यह 
वानप्रस्था ब्रह्मचर्य बताया गया । 
अब सत्यका.वर्णन करती हूँ। जिसकी बुद्धि पराये 
घन और परायी ख्ियोंको देखकर लोलुपतावश .उनके 
अति आसक्त नहीं होती; वही पुरुष सत्यनिष्ठ कहा ग्या 
है। अब दानका वर्णन करती हूँ; जिससे मनुष्य जीवित 
रहता है। भूखसे पीड़ित मनुष्यको भोजनके लिये अन्न 
अवश्य देना चाहिये। उसको देनेसे महान्‌ पुण्य होता है 
तथा. दाता मनुष्य सदा. अमृतका उपभोग करता है.। 
अपने वैभवके अनुसार प्रतिदिन कुछ-न-कुछ दान करना 
चाहिये! सहानुभूतिपूर्ण वचन, तृण, शय्या, घरकी 
शीतल छाया, पृथ्वी, जल, अन्न, मीठी बोली, आसन, 
खर या निवासस्थान और पैर घोनेके लिये जल---ये 
सब वस्तुएँ जो प्रतिदिन -अतिथिको निष्कपट. .भावसे 
अर्पण करता है; वह: इहल्लेक “और परलोकमें भी 


ब्रह्मचर्यके 


आनन्दका अनुभव करता है। जो दान और स्वाध्याय 
आदि शुभ कमेकि द्वार अपने प्रत्येक दिनको सफल 
बनाता है, वह इस जगतूमें मनुष्य होकर भी देवता ही 
है---इसमें तनिक भी सन्देहकी जात नहीं है। 

अब मैं साङ्गोपाङ्ग धर्मके साधनभूत उत्तम 
नियमोंका वर्णन करती हूँ । जो देवताओं और ज्राह्मणोंकी ` 
पूजामें संलग्न रहता है, नित्य-निरन्तर शौच, सन्तोष आदि 
नियमॉका पालन करता है तथा दान, व्रत और सब 
अकारके परोपकारी कार्योमे योग देता है, उसके इस 
कार्यको नियम कहा गया है । दविजश्रेष्ठ ! अब मैं क्षमाका 
स्वरूप बतलाती हूँ, सुनिये। दूसरोंद्वार की हुई अपनी 
निन्दा सुनकर अथवा किसीके द्वारा मार खाकर भी जो 
क्रोध नहीं करता और सवर्य मार खाकर भी मारनेवाले 
व्यक्तिको नहीं मारता, वह क्षमाशील कहलाता है । अन 
'शौचका वर्णन करती हूँ। जो राग-द्रेषसे रहित होकर 
प्रतिदिन स्नान और आचमन आदिका व्यवहार करता है 
और इस प्रकार जो बाहर तथा भीतरसे भी शुद्ध है, उसे 
शौचयुक्त (पवित्र) माना गया है। अन में अहिसाका 
रूप नतलाती हूँ। विज्ञ पुरुषको किसी विशेष 
आवइ्यकताके बिना एक तिनका भी नहीं तोड़ना 
चाहिये । संयमके साथ रहकर प्रत्येक जीवकी हिंसासे 
दूर रहना चाहिये और अपने प्रति जैसे बर्तावकी इच्छा 


-होती है वैसा ही बर्ताव दूसरोके साथ स्वयं भी करना 


चाहिये ।:- अब-.झान्तिके स्वरूपका वर्णन करती हूँ। 
चान्तिसे सुखकी प्राप्ति होती है । अतः शान्तिपूर्ण आचरण 
अपना कर्तव्य है। कभी खिन्न नहीं होना चाहिये । 
आणियोंके साथ वैरभावका सर्वथा परित्याग करके मनमें 
भी. कभी बैरका भाव नहीं आने देना चाहिये। अब 
अस्तेयका : स्वरूप “बतलाती हूँ। परधन और परख्जीका 
कदापि अपहरण न करे । मन, दाणी तथा शरीरके द्वारा 
भी.कभी किसी दूसरेकी वस्तु लेनेकी चेष्टा न करे। अन 
दमका वर्णन करती हूँ! इच्द्रियोंका दमन करके मनके 
द्वारा उन्हें प्रकाश देते रहना और उनकी चञ्चलताका नाहा 


भूमिखण्ड ] 


करना चाहिये। इससे मनुष्यमें चेतनाका विकास होता 
है। अन में शुश्रूषाका स्वरूप बतलाती हूँ। मन, वाणी 
और शरीरसे गुरुके कार्य-साधनमें लगे रहना शुश्रूषा है। 
द्विजश्रेष्ठ ! इस प्रकार मैने आपसे धर्मका साङ्गोपाङ्ग 
वर्णन किया । जो मनुष्य ऐसे धर्ममें सदा संलम रहता है, 
उसे संसारमें पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता--यह मैं 
आपसे सच-सच कह रही हूँ। महाप्राज्ञ ! यंह जानकर 
आप धर्मका अनुसरण करें! 
सोमशमनि पूछा--देवि ! तुम्हारा कल्याण हो, 
तुम इस प्रकार धर्मकी परम पुण्यमयी उत्तम व्याख्या कैसे 
जानती हो ? किसके मुँहसे तुमने यह सब सुना है ? 
सुमना बोली--महामते ! मेरे पिताका जन्म 
भार्गव-वंशमें हुआ है । वे सम्पूर्ण शास्त्रोंके ज्ञानमें निपुण 
हैं। उनका माम है महर्षि च्यवन । मैं उन्हींकी कन्या हूँ। 
बे मुझे प्राणोंसे भी अधिक प्रिय मानते थे। जिस-जिस 
तीर्थ, मुनि-समाज अथवा देवालयमें ने जाते, मैं भी 
उनके साथ वहाँ जाया करती थी। मेरे पिताजीके एक 
मित्र हैं, जिनका नाम है वेदशर्मा । कौहिकवंशमें उनका 
जन्म हुआ है । एक दिन बे घूमते-धामते पिताजीके पास 
आये। उस समय चे बहुत दुःखी थे और बारंबार 
चिन्तामग्र हो जाते थे। तब उनसे मेरे पिताने 
कहा--'सुब्रत ! मालूम होता है आप किसी दुःखसे 
संतप्त हैं। आपको दुःख कैसे प्राप्त हुआ है, मुझे इसका 
कारण बतलाइये ।' यह सुनकर वेदशर्माने कहा--'मेरी 
स्त्री बडी साध्वी और पतिव्रता है, किन्तु अबतक उसे 
कोई पुत्र नहीं हुआ । मेरा वंश चलानेवाला कोई नहीं है। 
यही मेरे दुःखका कारण है; आपने पूछा था, इसलिये 
बताया है।' 
इसी बीचमें कोई सिद्ध पुरुष मेरे पिताके आश्रमपर 
आये । पिताजी और वेदशर्मा दोनोंने खड़े होकर 
भक्तिपूर्वक सिद्धका पूजन किया । भोजन आदि उपचारो 
और मीठे वचनॉसे उनका स्वागत किया । फिर आपने 
पहले जिस प्रकार प्रश्न किया था, उसी प्रकार उन दोनेनि 
भी सिद्धसे अपने मनकी बात पूछी । तन धर्मात्मा सिद्धने 
मेरे पिता और उनके मित्रसे इस प्रकार कहा--'धर्मके 


अनुष्ठानसे ही स्त्री, पुत्र और धन-धान्यकी प्रापि होती 
है।' उनके उपदेशसे वेदशर्माने घर्मका अनुष्ठान पूरा 
किया । उस घर्मसे उन्हें महान्‌ सुख और सुयोग्य पुत्रकी 
आपि हुई। उन सिद्ध महात्माके सत्सङ्गसे ही धर्मके 
विषयमें मेरी बुद्धिका ऐसा निश्चय हुआ है । 

'सोमशर्माने पूछा--प्रिये ! घर्मसे कैसी मृत्यु 
और कैसा जन्म होता है ? शास्त्रके अनुसार उस मृत्यु 
और जन्मका लक्षण जैसा निश्चित किया गया हो, लह 
सब मुझे बताओ। 

सुमना बोली--प्राणनाथ ! जिसने सत्य, शौच, 
क्षमा, शान्ति, तीर्थ और पुण्य आदिके द्वारा घर्मका 
पालन किया है, उसकी मृत्युका लक्षण बतल्ाती हूँ। 
धर्मात्मा पुरुषको मृत्युके समय कोई रोग नहीं होता, 
उसके शरीरमें कोई पीड़ा नहीं होती; श्रम, ग्लानि, स्वेद 
और भान्ति आंदि उपद्रव भी नहीं होते। गीत-ज्ञान- 
विशारद दिव्यरूपधारी गन्धर्व और वेदपाठी ब्राह्मण 
उसके पास आकर मनोहर स्तुति किया करते हैं। यह 
स्वस्थ रहकर सुखदायक आसनपर विराजमान होता है । 
अथवा देवपूजामें बैठा होता है। ऐसा भी हुआ करता है 
कि धर्मपरायण बुद्धिमान्‌ पुरुष [मृत्युकालमें] स्त्रानके 
लिये तीर्थ-स्थानमें पहुँचा हो । अमिहोत्र-गृह, गोशाला, 
देवमन्दिर, बगीचा, पोखरा, पीपल या बड़का वृक्ष तथा 
पाकर आथवा बेलुका पेड़--ये मृत्युके किये पवित्र 
स्थान माने गये हैं। धर्मात्मा पुरुष धर्मराजके दूतोंको 
प्रत्यक्ष देखता है। जे स्नेहसे युक्त और मुसकराते हुए 
दिखायी देते हैं। वह मरनेवाला जीव स्वप्नं, मोह तथा 
क्केशके अधीन नहीं होता । धर्मराजके दूत उससे कहते 
हैं---'महाभाग ! परम बुद्धिमान्‌ घर्मराज आपको बुला 
रहे हैं।' दूतोंकी यह बात सुनकर उसे मोह और सन्देह 
नहीं होता। उसका चित्त असन्न हो जाता है। वह 
शान-विज्ञानसे सम्पन्न हो भगवान्‌ श्रीविष्णुका स्मरण 
करता है और संतुष्ट एवं इष्टचित्त होकर उन दूतेकि साथ 
चला जाता है। 

सोमशार्माने पूछा--भद्रे | पापियोंकी मृत्यु किन 
'लक्षणोँसे युक्त होती है, इसका विस्तारके साथ वर्णन करो । 


२३० 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


44५६५४०५४३ ७४०४०६३३४३ ७ ७७७३७७७७३७ ७७७७७७७७७७ ७७७७७७७ %७003%029 ०५०५५ ^००५५५५००४५५१७५४४१ 


सुमना बोली--प्राणनाथ ! सुनिये, मै 
महापातकी मनुष्योंकी मृत्युके स्थान और चेष्टाका वर्णन 
करती हूँ। दुष्टात्मा पुरुष विष्ठा और मूत्र आदि अपवित्र 
वस्तुओसे युक्त और पापियोंसे भरे हुए भूभागमें रहकर 
बड़े दुःखसे प्राण त्याग करता है। चाण्डालके स्थानपर 
जाकर दुःखपूर्वक मरता है। गदहोंसे घिरे हुई भूमिमें, 
वेश्याके भवनमें तथा चमारके घरमें जाकर वह मृत्युको 
प्राप्त होता है। हड्डी, चमड़े और नखॉसे भरी हुई पृथ्वीपर 
पहुँचकर दुष्टात्मा पुरुषकी मृत्यु होती है। अब मैं उसे ले 
जानेकी इच्छासे आये हुए यमदूतोंकी चेष्टाका वर्णन 
करती हूँ। वे अत्यन्त भयानक, घोर और दारुण रूप 
धारण किये आते हैं। उनके शरीर अत्यन्त काले, पेट 
लंने-लंने और आँखें कुछ-कुछ पीली होती हैं। कोई 
पीले, कोई नीले और कोई अत्यन्त सफेद होते हैं । पापी 
मतुष्य उन्हें देखकर काँध उठता है, उसके शरीरसे 
बारंबार पसीना छूटने लगता है। 
अब मैं दुःखी जीवकी चेष्टा बताती हूँ। लोभ और 
स्वादसे मोहित होकर पापी पुरुष जो पराये धन और 
परायी खियोंका अपहरण किये रहते हैं, पहले दूसरेसे 
ऋण लेकर बादमें उसे चुका नहीं पाते तथा असत्मतिग्रह 
आदि जो अन्य बड़े-बड़े पाप किये रहते हैं---सारोश 
यह कि मृत्युसे पहले खे जितने भी पापॉका आचरण 
किये रहते हैं, वे सभी महापापीके कण्ठमें आकर उसके 
'कफको रोक देते और दुःसह दुःख पहुँचाते हैं। असहा 
'पीडाऑसे उसका कण्ठ घरघराने लगता है । वह बारंबार 
रोता और माता, पिता, भाई, पत्नी तथा पुत्रोंका स्मरण 
करता है । फिर महापापसे मोहित होकर वह सनको भूल 
जाता है। अत्यन्त पीडासे व्याकुल होनेपर भी उसके 
आण क्ीघ्रतापूर्वक नहीं निकळते। वह काँपता, 


होते हैं, उस मार्गपर पापीको घसीरते हुए ले जाया जाता 
है। वहाँ वह दुष्टात्मा जीव बारंबार आगमें जलता और 
छटपराया करता है। जहाँ बारह सूयेकि तापसे युक्त 
अत्यन्त तीत्र धूप पड़ती है, उसी मार्गसे उसे पहुँचाया 
जाता है। वहाँ वह सूर्यकी प्रचण्ड किरणेसे संतप्त और 
भूख-प्याससे पीड़ित होता रहता है। यमदूत उसे गदा, 
डंडे और फरसॉसे मारते, कोड़ोंसे पीटते तथा गालियाँ 
सुनाते है । तदनन्तर बे पापीको उस मार्गपर ले जाते हैं, 
जहाँ जाड़ा अधिक पड़ता है और ठंडी हवाका झोका 
सहना पड़ता है । पापी पुरुष शीतसे पीड़ित होकर उस 
मार्गको तय करता है; यमदूत उसे घसीटते हुए नाना 
प्रकारके दुर्गम स्थानोमें ले जाते हैं । इस प्रकार देवता और 
ब्राह्मणॉकी निन्दा करनेवाले, सम्पूर्ण पापोंसे युक्त दुष्टात्मा 
पापी पुरुषको यमराजके दूत यमलोकमें ले जाते हैं। 
वहाँ पहुँचकर वह दुष्टात्मा यमराजको काले 
अञ्जनकी राशिके समान देखता है। वे उग्र, दारुण और 
भयङ्कर रूप घारण किये भैसेपर सवार दिखायी देते हैं । 
अनेकों यमदूत उन्हें घेरे खड़े रहते हैं । उनके साथ सब 
प्रकारके रोग और चित्रगुप्त भी उपस्थित होते हैं। 
द्विजश्रेष्ठ ! उस समय भगवान्‌ धर्मराजका मुख विकराल 
दाढ़ोंके कारण अत्यन्त भयानक और कालके समान 
प्रतीत होता है। यमराज धर्ममें बाधा डालनेवाले उस 
महापापी दुष्टको देखते और अत्यन्त दुःखदायी, दुस्सह 
अख्न-शर्त्रोंद्वार पीडा पहुँचाते हुए उसे कठोर दण्ड देते 
हैं। वह पापी एक हजार युगोंतक नाना प्रकारकी 
'यातनाओंमें पकाया जाता है । इस प्रकार दुष्ट बुद्धिचाला 
पापात्मा मनुष्य अपने पापका उपभोग करता है। 
तत्पश्चात्‌ बह जिन-जिन योनियोंमें जन्म लेता है, उसका 
भी वर्णन करती हूँ। कुछ कालतक कुत्तेकी योनिमें 


तलमत्ताता और रह-रहकर मूर्छित हो जाता है । इस रहकर वह दुष्टात्मा अपना पाप भोगता है। उसके बाद 
प्रकार लोभ और मोहसे युक्त मनुष्य सदा मूर्छित होकर व्याघ्र और फिर गदहा होता है । तदनन्तर बिलाब, सूअर 
ही आण त्यागता है। तत्पश्चात्‌ यमसजके दूत उसे और साँपकी योनिमें जन्म लेता है। इस तरह अनेक 
यमलोकमें ले जाते हैं। भेदोंवाली सम्पूर्ण पापयोनियोमें उसे बारंबार जन्म लेना 
उस समय उसको जो दुःख भोगना पड़ता है, पड़ता है । इस प्रकार मैंने आपसे पापियोके जन्मंका सारा 
उसका वर्णन करती हूँ! जहाँ ढेर-के-डेर अंगारे निछे वृत्तान्त भी बतला दिया। 


—= और लाला 


भूमिखण्ड ] 


* ससिष्ठजीके द्वारा सोमशर्माके पूर्वजन्पका वर्णन तथा उन्हें भगवद्धजनका उपदेश » 


२३१ 


३७७४७४७६०७ ५७ ५५७७७५५७११ ७७ ७७७७३५३७९३ ७७७ ७» $**+»»$» ४ 0»»५%5%%#»*# ४०००५ ५५»५:४92#/##### «४४४ Renee eek 


वसिष्ठजीके द्वारा सोमशर्माके पूर्वजन्म-सम्बन्धी शुभाशुभ कर्मोका वर्णन तथा उन्हें 
भगवानके भजनका उपदेश 


सोमशर्माने पूछा--कल्याणी ! मैं किस प्रकार 
सर्वज्ञ और गुणवान्‌ पुत्र प्राप्त कर सकूँगा ? 
सुमना खोली--स्वामिन! आप महामुनि 
वसिष्ठजीके पास जाइये; वे धर्मके ज्ञाता हैं, उन्हीँसे 
प्रार्थना कीजिये । उनसे आपको धर्मज्ञ एवं धर्मवत्सल 
पुत्रकी प्राप्ति होगी। 
सूतजी कहते हैं--पत्नीके यों कहनेपर द्विजश्रेष्ठ 
सोमशर्मा सब खातेकि जाननेवाले, तेजस्वी और तपस्वी 
महात्मा वसिष्ठजीके पास गये । वे गङ्गाजीके तटपर स्थित 
अपने पवित्र आश्रममें विराजमान थे । सोमशर्माने बड़ी 
भक्तिके साथ बारंबार उन्हें दण्डवत्‌-प्रणाम किया । तब 
पापरहित महातेजस्वी ब्रह्मपुत्र वसिष्ठजी उनसे बोले-- 
“महामते ! इस पवित्र आसनपर सुखसे बैठो।' यह 
कहकर उन योगीश्वरने पूछा---'महाभाग ! तुम्हारे 
पुण्यकर्म और अग्निहोत्र आदि कार्य कुशलसे हो रहे हैं 
न? शरीरसे तो नीरोग रहते हो न? धर्मका पालन तो 
सदा करते ही होगे। द्विजश्रेष्ठ ! बताओ, मैं तुम्हारी 
कौन-सी प्रिय कामना पूर्ण करूँ ?' इस प्रकार संभाषण 
करके वसिष्ठजी चुप हो गये। तब सोमशर्मने कहा-- 
“तात ! किस पापके कारण मुझे दरिद्रताका कष्ट भोगना 
पड़ता है? मुझे पुत्रका सुख क्यों नहीं मिलता, इस 
आतका मेरे मनमें बड़ा सन्देह है । किस पापसे ऐसा हो 
रहा है, यह बताइये । महामते ! मैं महान्‌ पापसे मोहित 
एवं विवेकशून्य हो गया था, अपनी प्यारी पलीके 
समझाने और भेजनेसे आज आपके पास आया हूँ। 
चसिष्ठजीने कहा--द्विजश्रेष्ठ ! मैं तुम्हारे सामने 
पत्रके पवित्र लक्षणका वर्णन करता हूँ। जिसका मन 
पुण्यमें आसक्त हो, जो सदा सत्यधर्मके पालनमें तत्पर 
रहता हो और जो बुद्धिमान्‌, ज्ञानसम्पन्न, तपस्वी, 
वक्ताओंमें श्रेष्ठ, सब कर्मोमि कुशल, धीर, वेदाध्ययन- 
परायण, सम्पूर्ण शाखोंका वक्ता, देवता और ज्ह्मणोंका 
पुजारी, समस्त यज्ञोंका अनुष्ठान करनेवाला, ध्यानी, 


त्यागी, प्रिय वचन बोल्नेवाला, भगवान्‌ श्रीविष्णुके 
ध्यानमें तत्पर, नित्य शान्त, जितेन्द्रिय, सदा जप 
करनेवाला, पितृभक्तिपणयण, सदा समस्त स्वजनॉपर 
स्नेह रखनेवाला, कुलका उद्धारक, विद्वान्‌ तथा कुलको 
सन्तुष्ट करनेवाला हो--ऐसे गुणोंसे युक्त उत्तम पुरुष ही 
सुख देनेबाला होता है । इसके सिवा दूसरे तरहके पुत्र 
सम्बन्ध जोड़कर केबल शोक और सन्ताप देते है । ऐसा 
पुत्र किस कामका । उसके होनेसे कोई लाभ नहीं है! 
महाप्राज्ञ ! तुम पूर्वजन्ममें शूद्र थे । तुम्हें धर्माधर्मका ज्ञान 
नहीं था, तुम बड़े लोभी थे। तुम्हारे एक स्त्री और 
बहुत-से पुत्र थे । तुम दूसरोंके साथ सदा द्वेष रखते थे । 
तुमने सत्यका कभी श्रवण नहीँ किया था । तीथाँकी यात्रा 
नहीं की थी। महामते ! तुमने एक ही काम किया 
था---खेती करना । बार-बार तुम उसीमें लगे रहते थे। 
द्विजश्रेष्ठ ! तुम पशुओंका पालन भी करते थे | पहले 
गाय पालते थे, फिर भैंस और घोड़ोंको भी पालने लगे । 
तुमने अन्नको बहुत महँगा कर रखा था। तुम इतने 
निर्दयी थे कि कभी किसीको किञ्चित्‌ भी दान नहीं 
किया। देवताओंकी पूजा नहीं की। पर्व आनेपर 
ब्राह्मणोंको धन नहीं दिया तथा श्राद्धकाल उपस्थित 
होनेपर भी तुमने श्रद्धापूर्वक कुछ नहीं किया । तुम्हारी 
साध्वी छी कहती थी---'आज श्राद्धका दिन है। यह 
श्वशुरके श्राद्धका समय है और यह सासके ।' महामते ! 
उसकी ये बातें सुनकर तुम घर छोड़ कहीं अन्यत्र भाग 
जाते थे। तुमने घर्मका मार्ग न कभी देखा था, न सुना 
ही था। लोभ ही तुम्हारी माता, लोभ ही पिता, लोभ ही 
भता और लोभ ही स्वजन एवं बन्धु था । तुमने सदाके 
लिये धर्मको तिल्मञ्जलि देकर एकमात्र लोभका ही 
आश्रय लिया था; इसीलिये तुम दुःखी और गरीबीसे 
पीड़ित हुए हो। 

तुम्हारे हृदयमें प्रतिदिन महातृष्णा बढ़ती जाती थो । 
रातमें सो जानेपर भी तुम सदा धनकी ही चिन्तामें लगे 


२३२ 


* आर्चयस्व हवीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ » 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


444६4५४३५५ ५४५३७५१५५३ ६४५७ ५४०४४३७५७७ ४ ७७७७०७७७३७ ७६७४७७३४३७ ७७ ७६७७०७५७७५ ३७७७७०७७७७७७ ७०७७७७७७७७ 


रहते थे। इस प्रकार क्रमदाः हजार, लाख, करोड़, 
अरब, रब और दस खरब सोनेकी मुहे तुम्हें प्राप्त हो 
गर्यौ; फिर भी तृष्णा तुम्हारा पिंड नहीं छोड़ती थी। वह 
सदा बढ़ती ही रहती थी। तुमने कभी दान, होम या 
धनका उपभोग भी नहीं किया। जितना कमाया, सब 
जमीनके अंदर गाइ दिया । तुम्हारे पुत्रोको भी उस गडे 
हुए घनका पता न था। तुम्हारे हृदयमें तृष्णाकी आग 
प्रज्वलित होती रहती थी | उसीके दुःखसे तुम्हें कभी 
सुख नहीं मिलता था। तृष्णाकी आगसे संतप्त होकर तुम 
हाहाकार मचाते और अचेत रहते थे। विप्रवर ! इस 
प्रकार मोहमें पड़े-पड़े ही तुम कालके अधीन हो गये। 
खी और पुत्र पूछते ही रह गये; किन्तु तुमने उन्हें न तो 
उस धनका पता बताया और न उन्हें दिया ही । तुम आण 
त्यागकर यमलोकमें चले गये! इस अकार मैंने तुम्हारे 
पूर्वजन्मका सारा वृत्तान्त कह सुनाया । 
विभ्रवर ! उसी कर्मके कारण तुम निर्धन और दरिद्र 
हो। जिसके ऊपर भगवान्‌ श्रीविष्णु प्रसत्र होते है, 
उसीके भरमें सदा सुशील, ज्ञानी और सत्यधर्मपरायण 
पुत्र होते हैं। संसारमें जिसको भक्तिमान्‌ श्रेष्ठ पुत्रकी प्राप्त 
हुई है, वह भगवानका कृपापात्र है । भगवान्‌ श्रीविष्णुकी 
कुपाके बिना कोई भी स्त्री, पुत्र, उत्तम जन्म तथा उत्तम 
कुलको और श्रीविष्णुके परम घामको नहीं पा सकता। 
सोमझर्माने पूछा--ज्ञान-विज्ञानके पण्डित 
विप्रवर बसिष्ठजी ! यदि ऐसी बात है तो मुझे ब्राह्मण- 
चेझमें जन्म कैसे मिला ? इसका सारा कारण बतलाइये । 
वसिष्ठजी जोले---नहान्‌ ! पूर्वजन्ममे तुम्हरे द्वारा 
एक घर्मसम्बन्धी कार्य भी बन गया था, उसे बताता हूँ; 
उन दिनों एक निष्पाप, सदाचारी, अच्छे विद्वान्‌, 
विष्णुभक्त और घर्मात्मा ब्राह्मण थे, जो तीर्थ-यात्राके 
व्याजसे समूची पृथ्वीपर अकेले विचरण किया करते 
थे । एक दिन खे महामुनि घूमते-घामते तुम्हारे घरपर 
आये | द्विजश्रेष्ठ ! उस समय उन्होंने अपने ठहरनेके 
लिये तुमसे कोई स्थान माँगा । तुम बड़ी प्रसन्नताके साथ 
बोळे--'विद्दन्‌ ! अहा, आज मैं धन्य हो गया। आज 
मैंने पावन तीर्थकी यात्रा कर ली तथा इस समय मुझे 


आपके दर्शनसे तीर्थसेबनका फल प्राप्त हो गय! ।' यह 
कहकर तुमने उन्हें ठहरनेक लिये परम पवित्र गोशालाका 
स्थान दिखलाया और वहाँ ठहराकर उनके दारीरकी सेवा 
करके दोनों पैरोंको भी दबाया। फिर उनके चरणोंको 
जलसे धोकर चरणोदकसे अपने मस्तकका अभिषेक 
किया । तत्पश्चात्‌ तुरंत ही दूध, दही, घी और मड़ेके साथ 
उन ब्राह्मण-देवताको अन्न अर्पण किया। 

महामते ! इस प्रकार अपनी स््रीसहित सेवा करके 
तुमने ब्राह्मणको बहुत सन्तुष्ट कर लिया। दूसरे दिन 
आतःकाल अत्यन्त शुभकारक पुण्य दिवस आया । उस 
दिन शुद्ध आषाढ मासकी शुक्ला द्वादशी थी, जो सब 
पापोंका नाश करनेवाली है; उसी तिथिको भगवान्‌ 
श्रीविष्णु योगनिद्राका आश्रय लेते हैं। बह तिथि आनेपर 
बुद्धिमान्‌ और विद्वान्‌ पुरुष घरके सारे काम छोड़कर 
भगवान्‌ श्रीविष्णुके ध्यानमें संग्र हो गये । गीत और 
मङ्गलवाद्योके द्वारा परम उत्सव मनाने लगे । समस्त 
ब्राह्मण वेदके सूक्तों और मङ्गलमय स्तोत्रोंद्रार भगवान्‌की 
स्तुति करने लगे । ऐसे महोत्सवका अवसर पाकर चे श्रेष्ठ 
ब्राह्मण उस दिन वहाँ ठहर गये । उन्होंने एकादशीका व्रत 
किया और उसका माहात्म्य भी पढ़कर सुनाया । तुमने 
अपनी रू और पुत्रोके साथ एक्रादशीसे होनेवाले उत्तम 
पुण्यका वर्णन सुना ! उस महापुण्यमय प्रसङ्गको सुनकर 
स्त्री और पुत्रॉसे प्रेरित हो त्राह्मणके संसर्गसे तुमने भी 
एकादकी-ब्रतका आचरण किया । स्त्री और पुत्रोंक साथ 
जाकर प्रातःकाल स्नान किया और प्रसत्र मनसे गन्ध-पुष्प 
आदि पवित्र उपचारो तथा सब प्रकारके नैबेद्योंद्वारा 
भगवान्‌ श्रीमधुसूदनकी पूजा की । फिर नृत्य और गीत 
आदिके द्वारा उत्सव मनाते हुए रात्रिमें जागरण किया। 
तत्पश्चात्‌ भगवानको स्लान कराकर भक्तिके साथ बारंबार 
उनके चरणॉमें मस्तक झुकाया और महात्मा ब्राह्मणके 
दिये हुए भगवानके चरणोदकका पान किया, जो परम 
जञन्ति प्रदान करनेवाला हैं! इसके बाद ब्राह्मणको 
भक्तिपूर्वक प्रणाम करके तुमने उन्हें उत्तम दक्षिणा दी और 
पुत्र एवं पत्री आदिके साथ ब्रतका पारण किया । इस 
अकार भक्ति और सद्धावके द्वारा तुमने ब्राह्मणको 


भूमिखण्ड ] * सोमशर्माके द्वारा भगवान्‌ श्रीविष्णुकी आराधना + २३३ 


240१५५७०५७ ७७४७७७७५७७ ७४१३७३७७७७ » ४ + &&++$ + ५ %+#» ५४५४४ ४*###४# ४ # ४४४७ rere ४ *#* # 955 # reek he hes 8. 


भलीभाँति प्रसन्न कर लिया। अतः ब्राह्मणके सङ्ग और उस उत्कृष्ट पदको प्राप्त कर सकोगे, जो श्रीविष्णुका 
भगवान्‌ श्रीविष्णुके प्रसादसे सत्यधर्ममे स्थित होनेके परमपद कहलाता है। महाभाग ! यह जानकर तुम 
कारण तुम्हें ग्राह्मणका शरीर प्राप्त हुआ है। श्रीनारायणके भजनमें रुग जाओ । 

तुमने धनके ल्थलूचमें आकर पुत्रका स्त्रेह त्याग सूतजी कहते है--वसिष्ठजीके द्वारा इस प्रकार 
दिया । उसी पापका यह फल है कि तुम पुत्रहीन हो गये। समझाये जानेपर वे महानुभाव ब्राह्मण हर्षमे भर गये 
विप्रवर ! उत्तम पुत्र, उत्तम कुल, धन, धान्य, पृथ्वी, और भक्तिपूर्वक महर्षि वसिष्ठके चरणोंमें प्रणाम करके 
स्त्री, उत्तम जन्म, श्रेष्ठ मृत्यु, सुन्दर भोग, सुख, राज्य, उनकी आज्ञा ले अपने घरको पधारे। वहाँ पहुँचकर 
स्वर्ग तथा मोक्ष आदि जो-जो दुर्लभ सस्तुएँ हैं, वे सभी अपनी रू सुमनासे प्रसन्नतापूर्वक बोले--'प्रिये ! 
परमात्मा भगवान्‌ श्रीविष्णुकी कृपासे प्राप्त होती हैं। तुम्हारी कृपासे ब्रह्मर्षि वसिष्ठजीके द्वारा ही मुझे अपने 
इसलिये अबसे भगवान्‌ नारायणकी आराधना करके तुम पूर्वजन्मकी सारी चेष्टा. ज्ञात हो गयीं। 

rr Xx अस 
सोमशर्माके द्वारा भगवान्‌ श्रीविष्णुकी आराधना, भगवानका उन्हें दर्शन देना तथा 
'सोमशर्माका उनकी स्तुति करना 


सूतजी कहते है--तदनन्तर, सत्पुरुषॉमें श्रेष्ठ भयंकर गर्जना करता हुआ वहाँ आया; उसे देखकर 
महाबुद्धिमान्‌ सोमशर्मा अपनी स्त्री सुमनाके साथ 
नर्मदाके अत्यन्त पुण्यदायक तटपर गये और कपिला- 
संगम नामक पुण्यतीर्थमें नहाकर देवताओं तथा 
पितरोंका तर्पण करके शान्तचित्तसे भगवान्‌ नारायणके 
मङ्गलमय नामका जप करते हुए तपस्या करने लगे । 
महामना सोमशर्मा द्वादशाक्षर मन्त्रका जप और 
भगवानका ध्यान करते थे। बे सदा निश्चिन्त होकर 
बैठने, सोने, चलने और स्वप्रके समय भी केवल 
भगवान्‌ श्रीविष्णुकी ओर ही दृष्टि रखते थे। उन्होंने 
काम-क्रोधका परित्याग कर दिया था। साथ ही 
पातिव्रत्य-धर्ममे तत्पर रहनेवाली परम सौभाग्यवती 
सती-साध्वी सुमना भी अपने तपस्वी पतिकी सेवामें 
लगी रहती थी । सोमशर्मा जब भगवानका ध्यान करने 
लगे, उस समय अनेक प्रकारके विघ्रोने सामने आकर 
उन्हें भय दिखाया। भयंकर विषवाले काले साँप उनके 
पास पहुँच जाते थे । सिंह, बाघ और हाथी उनकी दृष्टिमें सोमशर्मा भयसे थर्रा उठे और भगवान्‌ श्रीनरसिंह 
आकर भय उत्पन्न करते थे । इस प्रकार बड़े-बड़े विध्ॉसे (विष्णु) का ध्यान करने लगे। इन््रनीलमणिके समान 
घिरे रहनेपर भी वे महाबुद्धिमान्‌ धर्मात्मा आह्ाण भगवान्‌ इयाम विग्रहपर पीताम्बर शोभा पा रहा है। 
श्रीविष्णुके ध्यानसे कभी विचलित नहीं होते थे! श्रीभगवान्‌का बर और तेज महान्‌ है। खे अपने चारों 

एक दिनकी बात है, एक महाभयानक सिंह हाथोंमें क्रमशः शङ्ख, चक्र, गदा और पद्य घारण किये 


२३४ 


4442424004 कडकड %%%%% ५५४५४००५५१५. ५ ५४:५: ४ ५ #५ ९% ४५५.१ ५ ५ ४५५५५०५५४४ ५५४५४५४५९४५५४ ४ ४. 


= अर्थयस्व हवीकेदा यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


२०२२०२५११५ ५१ ५५५५५५४ ५ ५ ९.५५५५ ५५५५.१ ५ ५२५५५४३ ५५ ५५४५५४४ ५५ ६५ ४४४ ॐ 


[ सदिस पद्मपुराण 


हुए है । मोतियोंका विशाल हार चन्द्रमाकी भाति चमक 
रहा है। उसके साथ हो कौस्तुभमणि भी भगवानके 
श्रीविप्रहको उद्धासित कर रही है। श्रीवत्सका चिह्न 
वक्षःस्थलकी शोभा बढ़ा रहा है। श्रीभगवान्‌ सन 
अकारके आभूषणोंकी शोभासे सम्पन्न हैं। कमलके 
समान खिले हुए नेत्र, मुखपर मुसकानकी मनोहर छटा, 
स्वाभाविक प्रसन्नता और रमय हार उनकी शोभाको 
दुगुनी कर रहे हैं । इस प्रकार परम शोभायमान भगवान्‌ 
श्रीविष्णुकी मनोहर झाँकीका सोमशर्मनि ध्यान किया । 
तत्पश्चात्‌ वे उनकी स्तुति करने रगे--*झरणागत- 
वत्सल श्रीकृष्ण | आप ही मुझे शरण देनेवाले हैं। 
देवदेवेश्वर ! आपको नमस्कार है। जिन परमात्माके 
उदरमें तीनों लोक और सात भुवन स्थित हैं, उन्हींकी 
शरणमें मैं आ पड़ा हूँ, भय मेरा क्या करेगा । कृत्या 
आदि प्रबल विन्न भी जिनसे भय मानते हैं तथा जो 
सबको दण्ड देनेमें समर्थ हैं, उन भगवानके मैं शरणागत 
हूँ। जो समस्त देवताओं, महाकाय दानवों तथा केरा 
उठानेवाले भक्तोंके भी आश्रय है, उन भगवानकी मैं 
झारणमें आया हूँ। जो भयका नाश करनेके लिये 
अभयरूप बने हुए हैं और पापॉके नाशके लिये ज्ञानवान्‌ 
हैं तथा जो ब्रह्मरूपसे एक--अद्वितीय हैं, उन 
भगवानकी मै हारणमें हूँ । जो रोगॉका नाश करनेके लिये 
औषधरूप हैं, जिनमें रोग-शोकका नाम भी नहीं है, जो 
लौकिक आनन्दसे भी शून्य है, उन भगवानकी मैं 
शरणमें हूँ। जो अविचल लोकोंको भी विचलित कर 
सकते हैं, उन भगवानकी मैं शरणमें आया हूँ; भय मेरा 
क्या करेगा । जो समस्त साधुओंका पालन करनेवाले हैं, 
जिनकी नाभिसे कमलकी उत्पत्ति हुई है तथा जो 
विद्यात्मा इस विश्वको सदा ही रक्षा करते है, उन 
भगवानकी मै शरणमें आया हूँ। 

*जो सिंहके रूपमें मेरे सामने उपस्थित होकर भय 
दिखा रहे हैं, उन भक्तभयहारी भगवान्‌ श्रीनरसिंहजीकी 
मैं शरणमें आया हूँ। माहसे युद्ध करते समय आपत्तिमें 
पड़ा हुआ विशालकाय गजराज जिनकी झरणमें आया 
था और जो गजेन्द्रमोक्षकी लोलामें स्वयं उपस्थित हुए 


थे, उन शरणागतवत्सल प्रभुकी मैं शरणमें आया हूँ। 

हिरण्याक्षका वध करनेवाले भगवान्‌ श्रीवराहकी मैं 

शरणमें हूँ। ये सन जीव मृत्युका रूप धारण करके मुझे 

भय दिखा रहे हैं, किन्तु मैं अमृतकी शरणमें पड़ा हूँ। 

श्रीहरि वेदोंका ज्ञान प्रदान करनेवाले, ब्राह्मण-भक्त, ब्रह्मा 
तथा ब्रहाज्ञानस्वरूप हैं; मैं उनकी शरणमें पड़ा हूँ। जो 
निर्भय, संसारका भय दूर करनेवाले और भयदाता हैं, 
उन भयरूप भगवान्की मैं शरणमे हूँ; भय मेरा क्या 
करेगा । जो समस्त पुण्यात्माओका उद्धार और सम्पूर्ण 
पापियोंका विनाश करनेवाले हैं, उन धर्मरूप भगवान्‌ 
श्रीविष्णुकी यैं शरणमें पड़ा हूँ। 

“यह परम प्रचण्ड आँधी मेरे शरीरको अत्यन्त पीड़ा 
दे रही है, मैं इसे भी भगवानका ही स्वरूप मानकर 
इसकी इारणमें हूँ, अतः ये भगवान्‌ वायु मुझे सदा ही 
आश्रय प्रदान करें। अत्यन्त शीत, अधिक वर्षा और 
दुःसह ताप देनेवाली धूप--इन सबके रूपमें जिन 
भगवानका साक्षात्कार हो रहा है, मैं उन्हींकी शरणमें 
आया हूँ। ये जो कालरूपधारी जीव यहाँ आकर मुझे 
भय देते हुए विचलित कर रहे हैं, सब-के-सन भगवान्‌ 
श्रीविष्णुके स्वरूप हैं; मैं सर्वदा इनकी शरणमें हूँ । जिन्हे 
सर्वदेवस्वरूप, परमेश्वर, केवल, ज्ञानमय और प्रधानरूप 
बतलाते हैं, उन सिद्धोंके स्वामी आदिसिद्ध भगवान्‌ 
श्रीनारायणकी मैं झरणमें हूँ।' 

इस प्रकार प्रतिदिन भगवान्‌ श्रीकेशबका ध्यान 
और स्तवन करते हुए सोमशर्मने अपनी भक्तिके बलसे 
भगवानको हृदयमें बिठा लिया। उनका उद्यम और 
पुरुषार्थ देखकर भगवान्‌ श्रीहषीकेश प्रकट हो गये और 
उन्हें हर्ष प्रदान करते हुए बोले--'महाप्राज्ञ सोमशर्मन्‌ ! 
अपनी पलीके साथ मेरी बात सुनो; विप्रवर ! मैं बासुदेव 
हूँ, सुब्रत! तुम मुझसे कोई उत्तम वर माँगो।' 
श्रीभगवानुका यह कथन सुनकर द्विजश्रेष्ठ सोमशार्माने 
अपने नेत्र खोले; देखा तो विश्वके स्वामी श्रीभगवान 
दिव्यरूप धारण किये सामने खड़े हैं। उनके शरीरकी 
कान्ति मेघके समान श्याम है, वे महान्‌ अभ्युदयशारी 

और सब प्रकारके आभूषणोंसे विभूषित हैं। सम्पूर्ण 


भूमिखण्ड ] 


६0५8००५५६४५५५४३०५७५ ७००५५ ०४» ६७६१ ओक +294 + 4४% ४४ +*४ ४४५४१ ५2.५५५ ५५ ॥ #४ ‰*॥ > ५९५.४४४ ‰ ४-४ ‰ ५४५४५ ८३०३ 


आयुध उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। उनका श्रीविग्रह दिव्य 
लक्षणोंसे सम्पन्न है । नेत्र खिले हुए कमलके समान हैं। 
पीतवख श्रीअङ्गोंकी शोभा बढ़ा रहा है । देवेश्वर भगवान्‌ 
श्रीविष्णु शङ्ख, चक्र और गदा धारण किये गरुड़पर 
विराजमान हैं। वे इस जगत्‌ तथा ब्रह्मा आदिके भी 
भलीभाँति भरण-पोषण करनेवाले हैं । यह विश्व उन्हींका 
स्वरूप है। बे सनातन रूप धारण करनेवाले हैं। वे 
विश्वसे अतीत, निराकार परमात्मा हैं। 

भगवान्‌ श्रीजनार्दनको इस रूपमें उपस्थित देख 

विप्रवर सोमशर्मा महान्‌ हर्षमें भर गये और करोड़ों 
सूयेकि समान तेजस्वी एवं लक्ष्मीसहित शोभा पानेवाले 
श्रीभगवान्‌को साष्टाङ्ग प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़े 
अपनी रू सुमनाके साथ उनकी स्तुति करने लगे 
“देव | जगत्राथ ! आपकी जय हो, सबको सम्मान 
देमेबारे लक्ष्मोपते ! आपकी जय हो। योगियोंके 
स्वामिन्‌ ! योगीन्द्र! आपकी जय हो। यज्ञके स्वामी 
हरे! आपकी जय हो। विष्णुरूपसे यशेश्वर ! और 
शिवरूपसे यशविध्वंसक ! सनातन और सर्वव्यापक 
परमेश्वर ! आपकी जय हो, जय हो । सर्वेश्वर ! अनन्त ! 
आपकी जय हो । जयस्वरूप प्रभो ! आपको मेरा प्रणाम 
है। ज्ञानवानोंमें श्रेष्ठ ! आपकी जय हो । ज्ञाननायक ! 
आपकी जय हो! सब कुछ देनेवाले सर्वज्ञ परमेश्वर ! 
आपकी जय हो । सत्त्वगुणको उत्पन्न करनेवाले प्रभो ! 
आपकी जय हो। 

“यज्ञव्यापी परमेश्वर ! आप प्रज्ञास्वरूप हैं, आपकी 
जय हो ! प्राण प्रदान करनेवाले प्रभो ! आपकी जय हो। 
पापनाशक ! पुण्येश्वर ! आपकी जय हो । पुण्यपालक 
हरे ! आपकी जय हो । ज्ञानस्वरूप ईश्वर ! आपकी जय 
हो। आप ज्ञानगम्य है, आपको नमस्कार है। 
कमललोचन ! आपकी जय हो। आपकी नाभिसे 
कमरूका प्रादुर्माब हुआ था; अतः पद्मनाभ नामसे 
प्रसिद्ध ! आपको प्रणाम है। गोविन्द ! आपकी जय 
हो। गोपाल ! आपकी जय हो | शङ्ख धारण करनेवाले 
निर्मलस्वरूप परमात्मन्‌ ! आपकी जय हो। चक्र धारण 
"करनेवाले अव्यक्तरूप परमेश्वर ! व्यक्तरूपधारी आपको 


» सोमशर्माके द्वारा भगवान्‌ श्रीविष्णुकी आराधना » 


२३५ 


> ०००७५५९०५५४९४ ५४५४५ ४४४ ४४४.५५९ ४४.५ ४ “5. 


नमस्कार है । प्रभो ! आपके अङ्ग पणक्रमसे शोभा पा रहे 
हैं, आपकी जय हो । विक्रम-नायक ! आपकी जय हो। 
विद्यासे विलसित रूपबाले देवेश्वर ! आपकी जय हो। 
वेदमय परमेश्वर ! आपको नमस्कार है। पराक्रमसे 
सुशोभित अङ्गोाले प्रभो! आपकी जय हो! उद्यम 
प्रदान करनेवाले देव! आपकी जय हो। आप ही 
उद्यमके योग्य समय और उद्ामरूप हैं; आपको बारबार 
नमस्कार है। भगवन्‌ ! आप उद्यममें समर्थ हैं, आपकी 
जय हो। उद्यम करानेवाले भी आप ही हैं, आपकी जय 
हो। युद्धोद्योगमें प्रवृत्त होनेवाले आप सर्वात्माको 
नमस्कार है। 

“सुवर्ण आपका तेज है, आपको नमस्कार है । आप 
विजयी वीर हैं, आपको नमस्कार है। आप अत्यन्त 
तेजःस्वरूप और सर्वतेजोमय हैं, आपको प्रणाम है । 
आप दैत्य-तेजके विनाशक और पापमय तेजका 
अपहरण करनेवाले हैं, आपको नमस्कार है । गौओं और 
ब्राह्मणोका हिंत-साधन करनेवाले आप परमात्माको 
प्रणाम है। आप हनिष्य-भोजी तथा हव्य और कव्यका 
बहन करनेवाले अझि हैं, आप ही खधारूप हैं; आपको 
नमस्कार है। आप स्वाहारूप, यज्ञस्वरूप और योगके 
बीज हैं; आपको नमस्कार है । हाथमें शाई नामक धनुष 
धारण करनेवाले, आप पापहारी हरिको प्रणाम है। 

“कार्य-कारण-रूप जगत्को प्रेरित करनेवाले 
विज्ञानशाली परमेश्वरको नमस्कार है। वेदस्वरूप 
भगवानको प्रणाम है। सबको पांचत्र करनेवाले प्रभुको 
नमस्कार है । सबके क्लेशोंका अपहरण करनेवाले, हरित 
केशॉसे युक्त श्रीभगवानुको प्रणाम है। विश्वके 
आधारभूत परमात्मा केशवको नमस्कार है! कृपामय 
और आनन्दमय ईश्वरको नमस्कार है। छेशॉका नाश 
करनेवाले नित्यशुद्ध भगवान्‌ श्रीअनन्तको नमस्कार है । 
जिनका स्वरूप नित्य आनन्दमय है, जो दिव्य होमेके 
साथ ही दिव्यरूप धारण करते हैं, ग्यारह रुद्र जिनके 
चरणोंकी वन्दना करते हैं तथा ब्रह्माजी भी जिनके सामने 
मस्तक झुकते हैं, उन भगवानको प्रणाम है | अभो ! 
देवता और असुरॉके स्वामी भी आपके चरणकमलॉमें 


* अर्चयस्व हवीकेशो यदीच्छसि परं पदम्‌ « 


( संक्षिप्त पद्मपुराण 


माथा टेकदे हैं। आप देवेश, अमृत और अमृतात्मा हैं; 
आपको बारबार नमस्कार है। आप क्षीरसागरमें निवास 
करनेवाले और लक्ष्मीके प्रियतम हैं, आपको नमस्कार 
है। आप ओंकार, विशुद्ध तथा अविचलरूप हैं; आपको 
बारंबार प्रणाम है। आप व्यापी, व्यापक और सब 
अकारके दुःखोको दूर करनेवाले हैं; आपको नमस्कार है । 

“वराहरूपघारी आपको प्रणाम है । महाकच्छपके 
रूपमे आपको नमस्कार है । वामन और नृसिंहका रूप 
घारण करनेवाले आप परमात्माको प्रणाम है। सर्वश 
मत्स्यभगवान्‌को प्रणाम है । श्रीराम, कृष्ण, ब्राह्मणश्रेष्ठ 
कपिल और हथय्रीवके रूपमें अवतीर्ण हुए आप 


भगवानको प्रणाम है।' 

इस प्रकार इन्द्रियोंके स्वामी भगवाम्‌ श्रीजनार्दनका 
स्तवन करके सोमशर्माने फिर कहा--'प्रभो ! ब्रह्माजी 
भी आपके पावन गुणोंकी सीमाको नहीं जानते तथा 
सर्वेश्वर ! रुद्र और इन्द्र भी आपकी स्तुति करनेमें 
असमर्थ हैं; फिर दूसरा कौन आपके गुणोंका वर्णन कर 
सकता है। मुझमें बुद्धि ही कौन-सी है, जो मैं आपकी 
स्तुति कर सकूँ। केशव ! मैंने अपनी छोटी बुद्धिके 
अनुसार आपके निर्गुण और सगुण रूपोंका स्तवन किया 
है। सर्वेश ! मैं जन्म-जन्मसे आपका ही दास हूँ। 
लोकेश ! मुझपर दया कीजिये ।' 


fg च्च 
श्रीभगवान्‌के वरदानसे सोमरामक सुब्रत नामक पुत्रकी प्राप्ति तथा सुन्रतका सपस्यासे 
माता-पितासहित चैकुण्ठलोकमें जाना 


श्रीहरि बोले--त्रह्मन्‌ ! मैं तुम्हारी इस तपस्या, 
पुण्य, सत्य तथा पावन स्तोत्रसे बहुत सन्तुष्ट हूँ । 
मुझसे कोई वर मांगो । 
सोमशर्माने कहा--प्रभो ! पहले तो आप 
मुझे भलीभांति निश्चित किया हुआ एक वर यह 
दीजिये कि मै प्रत्येक जन्ममें आपकी भक्ति करता रहूँ । 
दूसरा यह कि मुझे मोक्ष प्रदान करनेवाले अपने 
अविचल परमधामका दर्शन कराझ्ये । तीसरे वरके 
रूपमें मुझे एक ऐसा पुत्र दीजिये, जो अपने वंशका 
उद्धारक, दिव्य लक्षणॉसे सम्पन्न, विष्णुभक्तिपणयण, 
मेरे कुलको धारण करनेबाला, सर्वज्ञ, सर्वस्ब--दान 
करनेवाला, जितेन्द्रिय, तप और तेजसे युक्त, देवता, 
ब्राह्मण तथा इस जगतका पालन करनेवाला, 
श्रीभगवान्‌ (आप) का पुजारी और शुभ सङ्कल्पवाला 
हो। इसके सिवा, श्रीकेशव ! आप मेरी दरिद्रता 
हर लीजिये । 
श्रीहरि बोले--द्विजश्रेष्ठ ! ऐसा ही होगा, इसमें 
तनिक भी सन्देह नही है । मेरे प्रसादसे तुमको सुयोग्य 
पुत्रकी आप्ति होगी, जो तुम्हारे वंशका उद्धार करनेवाला 
होगा । तुम इस मनुष्यलोकमें.भी परम उत्तम दिव्य एवं 


मनुष्योचित भोगोंका उपभोग करोगे । तदनन्तर तुम 
परमगतिको प्राप्त होगे। 

इस प्रकार भगवान्‌ श्रीहरि स्त्रीसहित ब्राह्मणको 
वरदान देकर अन्तर्धान हो गये । तदनन्तर द्विजश्रेष्ठ 
सोमशर्मा आपनी पत्नी सुमनाके साथ नर्मदाके 
पुण्यदायक तटपर उस परमपावन उत्तम तीर्थ 
अमरकण्टकमें रहकर दान-पुण्य करने लगे। इस 
अकार बहुत समय व्यतीत हो जानेपर एक दिन 
सोमशर्मा कपिला और नर्मदाके सङ्गममें स्नान करके 
निकले और घर आकर ब्राह्मणोचित कर्ममें लग गये । 
उस दिन ब्रतसे शोभा पानेवाली परम सौभाग्यवती 
'सुमनाने पतिके सहबाससे गर्भ धारण किया । समय 
आनेपर उस बड़भागिनीने देवताओके समान 
कान्तिमान्‌ उत्तम पुत्रको जन्म दिया, जिसके झारीरसे 
तेजोमयी किरणें छिटक रही थीं । उसके जन्मके समय 
आकारमें बारेबार देवताओंके नगारे बजने लगे । 
तत्पश्चात्‌ ब्रह्माजी देवताओंको साथ लेकर वहाँ 
आये और स्वस्थ चित्तसे उस बालकका नाम उन्होंने 
“सुब्रत” रखा। नामकरण करके महाबली देवता 
स्वर्गको चले गये। 


सूतजी कहते हैं--एक समय महर्षि व्यासने 


बु अत्यन्त विस्मित होकर लोकनाथ ब्रह्माजीसे सुब्रतका 


सारा उपाख्यान पूछा । 

ब्रह्माजीने कहा--सुत्रत बड़ा मेधावी बाळक 
था। वह बाल्यकालसे ही भगवान्‌ विष्णुका चिन्तन 
करने लगा। उसने गर्भमें ही पुरुषोत्तम भगवान्‌ 
श्रीनासयणका दर्शन किया था । पूर्वकमोंके प्रभावसे बह 
सदा भगवानके ध्यानमें लगा रहता था। यह गान, 
विद्याभ्यास और अध्यापन करते समय भी शङ्क- 
चक्रधारी, उत्तम पुण्यदायी भगवान्‌ श्रीपद्मनाभका ध्यान 
और चिन्तन किया करता था। इस प्रकार वह द्विजश्रेष्ठ 


a | सदा श्रीभगवानका ध्यान करते हुए ही बच्चोके साथ 


बालकके जातकर्म आदि संस्कार किवे। उस बड़भागी 
पुत्र सुब्रतके, जो भगवानकी कृपासे प्राप्त हुआ था, जन्म 
लेनेपर ब्राह्मणके घरमै धन-धान््रसे परिपूर्ण महालक्ष्मी 
निबास करने लगी। हाथी, घोड़े, भैंसे, गएँ, सोने और 
रल आदि किसी भी वस्तुकी कमी न रही । सोमशर्माका 
घर रलराशिसे कुबेर-भवनकी भाँति शोभा पाने लगा। 
ब्राह्मणने दान-पुण्य आदि धर्मोका अनुष्ठान किया। 
तीर्थोमें जाकर वे नाना प्रकारके पुण्योमें लगे रहे और 
भी जो-जो दान-पुण्य हो सकते हैं, उन सबका उन्होंने 
अनुष्ठान किया। मेधावी सोमशर्माका सारा जीवन ही 
ज्ञान और पुण्यके उपार्जनमें लगा रहा । उन्होंने बड़े हर्षके 
साथ पुत्रका विवाह किया । फिर पुत्रके भी पुत्र उत्पन्न 
हुए, जो बड़े ही पुण्यात्मा और उत्तम लक्षणोंसे सम्पन्न 
थे। बे भी सदा सत्यवादी, धर्मात्मा, तपस्वी तथा दान- 
धर्ममें संलग्न थे । उन पौत्रोंके भी पुण्यसंस्कार सोमशर्मनि 
ही सम्पन्न किये। सुमना और सोमशर्मा दोनों ही 
सौभाग्यशाली थे। वे महान्‌ अभ्युदयसे युक्त होकर सदा 
हर्षमें भरे रहते थे! 


खेला करता था । वह मेधावी, पुण्यात्मा और पुण्यमें प्रेम 
रखनेवाला था। उसने अपने साथी बालकॉका नाम 
अपनी ओरसे परमात्मा श्रोहरिके नामपर ही रख दिया 
था। वह महामुनि था और भगवानूके ही नामसे अपने 
मित्रोंको भी पुकारा करता था। 'ओ केझन ! यहाँ 
आओ, चक्रधारी माधव ! बचाओ, पुरुषोत्तम ! तुम्हीं 
मेरे साथ खेलो, मधुसूदन ! हम दोनोंको बनमें ही 
चलना चाहिये ।' इस प्रकार श्रीहरिके नाम ले-लेकर वह 
ब्राह्मणबालक मित्रोंको बुलाया करता था। खेलने, 
पढ़ने, हँसने, सोने, गीत गाने, देखने, चलने, बैठने, 
ध्यान करने, सलाइ करने, ज्ञान आर्जन करने तथा शुभ 
कर्मका अनुष्ठान करनेके समय भी वह श्रीभगवान्को ही 
देखता और जगन्नाथ, जनार्दन आदि नामोंका उश्चारण 
किया करता था। विश्वके एकमात्र स्वामी श्रीपरमेरका 
ध्यान करता रहता था। तृण, काष्ठ, पत्थर तथा सुखे 
और गीले सभी पदार्थेमिं वह धर्मात्मा बालक 
श्रीकेशबको ही देखता, कमललोचन श्रीगोविन्दका ही 
साक्षात्कार किया करता था । सुमनाका पुत्र ब्राह्मण सुव्रत 
बडा बुद्धिमान्‌ था; वह आकाशे, पृथ्वीपर, पर्वतेंमें, 
वनोमे, जल, थल और पाषाणमें तथा सम्पूर्ण जीवेकि 
भीतर भी भगवान्‌ श्रोनरसिंहका ही दर्शन करता था ।* 


न क्रीडने पठने हास्ये शयने गौतप्रेक्षणे। थाने च ह्यासने ध्याने मन्त्रे ज्ञाने सुकर्मसु॥ 


२३८ 


* अर्चयस्व हषीकेशे यदीच्छास परं पदम्‌ « 


इस प्रकार बालकोंके साथ खेलमें सम्मिलित 
होकर वह प्रतिदिन खेलता तथा मधुर अक्षर और उत्तम 
रागसे युक्त गीतोंद्वारा श्रीकृष्णका गुणगान किया करता 
था । उसके गीत-ताल, लय, उत्तम स्वर और मूर्च्छनासे 
युक्त होते थे! सुव्रत कहता- “सम्पूर्ण देवता सदा 
भगवान्‌ श्रीमुरारिका ध्यान करते हैं। जिनके श्रीअङ्गोंके 
भीतर सम्पूर्ण जगत्‌ स्थित है, जो योगके स्वामी, पापोंका 
नाश करनेवाले और शरणागतोंके रक्षक हैं, उन भगवान्‌ 
श्रीमधुसूदनका मैं भजन करता हूँ ।* जो सम्पूर्ण जगत्‌के 
भीतर सदा जागते और व्याप्त रहते हैं, जिनमें समस्त 
गुणवानोंका निवास है तथा जो सब दोषोंसे रहित हैं, उन 
परमेश्वरका चिन्तन करके मैं सदा उनके युगल चरणोंमें 
मस्तक झुकाता हूँ। जो गुणोंके अधिष्ठान हैं, जिनके 
पराक्रमका अन्त नहीं है, वेदान्तज्ञानसे विशुद्ध बुद्धिवाले 
पुरुष जिनका सदा स्तवन किया करते हैं, इस अपार, 
अनन्त और दुर्गम संसारसागरसे पार होनेके लिये जो 
नौकाके समान हैं, उन सर्वस्वरूप भगवान्‌ श्रीनारायणकी 
मैं शरण लेता हूँ। मैं श्रीभगवानके उन निर्मल युगल 
चरणोंको प्रणाम करता हूँ, जो योगीश्रोंके हृदयमें निवास 
करते हैं, जिनका शुद्ध एवं पूर्ण प्रभाव सदा और सर्वत्र 
विख्यात है । देव ! मैं दीन हूँ, आप अशुभके भयसे मेरी 
रक्षा कीजिये ।7 संसारका पालन करनेके लिये जिन्होंने 
घर्मको अङ्गीकार किया है, जो सत्यसे युक्त, सम्पूर्ण 
'लोकॉके गुरु, देवताओंके स्वामी, लक्ष्मीजीके एकमात्र 
निवासस्थान, सर्वस्वरूप और सम्पूर्ण विश्वके आराध्य हैं; 


उन भगवान्‌के सुयशका मैं सुमधुर रससे युक्त संगीत 
एवं ताल-लयके साथ गान करता हूँ। मैं अखिल 
भुवनके स्वामी भगवान्‌ श्रीविष्णुका ध्यान करता हूँ, जो 
इस लोकमें दुःखरूपी अन्धकारका नाश करनेके लिये 
चन्द्रमाके समान हैं। जो अज्ञानमय तिमिरका ध्वंस 
करनेके लिये साक्षात्‌ सूर्यके तुल्य हैं तथा आनन्दके 
अखण्ड मूल और महिमासे सुशोभित हैं, जो अमृतमय 
आनन्दसे परिपूर्ण, समस्त कलाओंके आधार तथा 
गीतके कौशल हैं, उन श्रीभगवान्‌का मैं अनन्य अनुरागसे 
गान. करता हूँ। जो उत्तम योगके साधनोंसे युक्त हैं, 
जिनकी दृष्टि परमार्थकी ओर लगी रहती है, जो सम्पूर्ण 
चराचर जगत्‌को एक साथ देखते रहते हैं तथा पापी 
लोगॉको जिनके स्वरूपका दर्शन नहीं होता, उन एकमात्र 
भगवान्‌ श्रीकेशवकी मैं सदाके लिये शरण लेता हूँ ।' 
इस प्रकार सुमनाका पुत्र सुत्रत दोनों हाथोंसे ताली 
बजाकर ताल देते हुए श्रीकृष्णके सुयशका गान करता 
और बालकोंके साथ सदा प्रसन्न रहता था। प्रतिदिन 
बालस्वभावके अनुसार खेळता और भगवान्‌ श्रीविष्णुके 
ध्यानमें लगा रहता था। अपने सुलक्षण पुत्र सुत्रतको 
खेलते देख माता सुमना कहती--'बेटा ! आ, कुछ 
भोजन कर ले; तुझे भूख सता रही होगी।' यह सुनकर 
बह बुद्धिमान्‌ बालक सुमनाको उत्तर देता--'माँ ! 
भगवानूका ध्यान महान्‌ अमृतके तुल्य है, मैं उसीसे तृप्त 
रहता हूँ--मुझे भूख नहीं सताती ।' भोजनके आसनपर 
बैठकर जन वह अपने सामने मिष्टान्न परोसा हुआ 


पञ्यत्येवं वदत्येवं जगन्नाथं जनार्दनम्‌।स ध्यायते तमेकं हि विश्वनाथ महेश्वरम्‌ ॥ 

तृणे काछे च पाषाणे शुप्के सद्र ही केशवम्‌। पझ्यत्येवं स धर्मात्मा गोविन्दे कमलेक्षणम्‌ ॥ 

आकाशे भूमिमध्ये तु पर्वतेषु वनेषु च ।जले स्थरे च पाषाणे जीवेषु च महामतिः ॥ 
नृसिंहं पश्यते विभ: सुब्रतः सुमनासुतः । 


(२०। ११-१५) 


ॐ ध्यायन्ति देवाः सततं मुरारि यस्थाङ्गमध्ये सकलं निविष्टम्‌। योगेश्वरं पापविनाञ्चनं च भजे शरण्ये मधुसूदनाख्यम्‌ ॥ 


+ नारयण युणनिधानमनन्तवीर्य वेदान्तशुद्धमतयः प्रपठन्ति नित्यम्‌ । संसारसागरमपारमनन्तदुर्गमुचारणार्थमखिछ 
योगीनद्रमानससरोवरयजहंसं 


(२०। १७) 


दारणं प्रपद्ये ॥ 


हंसं शुद्धं मभावमखिले सततं हि यस्य । तस्पैव पादयुगलं झमलं नमामि दीनस्य मेञ्शुभभयात्‌ कुरु देव रक्षाम्‌ ॥ 


(२०॥ १९-२०) 


भूमिखण्ड ] 


« श्रीभगवानके बरसे सोमशर्माको सुब्रत नामक पुत्रकी प्राप्ति तथा वैकुण्ठमें जाना « 


२३९ 


देखता, तब कहता--'इस अत्रसे भगवान्‌ श्रीविष्णु तृप्त 
हों ।' यह धर्मात्मा बालक जब सोनेके लिये जाता, तन 
वहाँ भी श्रीकृष्णका चिन्तन करते हुए कहता--'मैं 
योगनिद्रापरायण भगवान्‌ श्रीकृष्णकी शरणमें आया हूँ ।' 
इस प्रकार भोजन करते, वस्त्र पहनते, बैठते और सोते 
समय भी वह श्रीवासुदेवका चिन्तन करता और उन्हींको 
सब सस्तुएँ समर्पित कर देता था। धर्मात्मा सुब्रत 
युंवावस्था आनेपर काम-भोगका परित्याग करके वैडूर्य 
पर्वतपर जा भगवान्‌ श्रीविष्णुके ध्यानमें लग गया । बही 
उस मेधावीने श्रीविष्णुका चिन्तन करते हुए तपस्या 
आरम्भ कर दी। उस श्रेष्ठ पर्वतपर सिद्धेश्वर नामक 
स्थानके पास वह निर्जन वनमें रहता और काम-क्रोध 
आदि सम्पूर्ण दोषोंका परित्याग करके इन्द्रियोंको संयममें 
रखते हुए तपस्या करता था । उसने अपने मनको एकाग्र 
करके भगवान्‌ श्रीनिष्णुके साथ जोड़ दिया । इस प्रकार 
परमात्माके ध्यानमें सौ वर्षोतक लगे रहनेपर उसके ऊपर 
शङ्क, चक्र और गदा धारण करनेवाले भगवान्‌ 
श्रीजगन्नाथ बहुत प्रसन्न हुए तथा लक्ष्मोजीके साथ 
उसके सामने प्रकट होकर बोले-_-' धर्मात्मा सुब्रत ! 
अन ध्यानसे उठो, तुम्हारा कल्याण हो; मैं विष्णु तुम्हारे 
पास आया हूँ, मुझसे वर माँगो ।' मेधावी सुव्रत भगवान्‌ 
श्रीलिष्णुके ये उत्तम वचन सुनकर अत्यन्त हर्षमें भर 
गये । उन्होंने आँख खोलकर देखा, जनार्दन सामने खड़े 
हैं; फिर तो दोनों हाथ जोड़कर उन्होंने श्रीभगनानको 
प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने कगे । 
सुब्रत बोले-- 
संसारसागरमतीव गभीरपारं 
दुःसोर्मिभिर्विविधमोहमयैस्तरङ्गैः । 
सम्पूर्णमस्ति निजदोषगुणैस्तु आपं 
तस्मात्‌ समुद्धर जनार्दन मां सुदीनम्‌ ॥ 

जनार्दन ! यह संसार-समुद्र अत्यन्त गहरा है, इसका 
पार पाना कठिन है। यह दुःखमयी लहरों और मोहमयी 
भाँति-भांतिकी तरङ्गोसे भरा है। मैं अत्यन्त दीन हूँ और 
अपने ही दोषों तथा गुणॉसे--पाप-पुण्योसे प्रेरित होकर 
इसमें आ फँसा हूँ; अतः आप मेरा इससे उद्धार कीजिये । 


कर्माम्नुदे महति गर्जति वर्षतोब 
विद्युर््तोल्लसति पातकसञ्चयैर्े । 
मोहान्धकारपरलैर्मम नष्टदृष्टे- 
दीनस्य तस्य मधुसूदन देहि हस्तम्‌ ॥ 
कर्मरूपी बादलोंकी भारी घटा घिरी हुई है, जो 
गरजती और बरसती भी है। मेरे प्रतकोंकी राशि 
विद्युल्लताकी भाँति उसमें थिरक रही है। मोहरूपी 
अन्धकार-समूहसे मेरी दृष्टि--विवेकशक्ति नष्ट हो गयी 
है, मैं अत्यन्त दीन हो रहा हूँ; मधुसूदन ! मुझे अपने 
'हाथका सहारा दीजिये। 
संसारकाननबरे बहुदुःखवृक्षेः 
संसेव्यमानमपि मोहमयैश्च सिंहैः । 
संदीप्षमस्ति करुणाबहुवह्नितेजः 
संतप्यमानमनसं परिपाहि कृष्ण ॥ 
यह संसार एक महान्‌ वन है, इसमें बहुत-से दुःख 
ही वृक्षरूपमें स्थित हैं। मोहरूपी सिंह इसमें निर्भय 
होकर निवास करते हैं; इसके भीतर शोकरूपी भचण्ड 
दाबानल प्रज्वलित हो रहा है, जिसकी आँचसे मेरा चित्त 
सन्तप्त हो उठा है। कृष्ण ! इससे मुझे बचाइये। 
संसारवृक्षयतिजीर्णमपीह उच्च 
मायासुकन्दकरुणाबहुदु:खशारवम्‌ । 
जायादिसङ्घछदन॑ फल्तरिते मुरारे 
से आधिरूढपतितं भगवन्‌ हि रक्ष ॥ 
संसार एक वृक्षके समान है, यह अत्यन्त पुराना 
होनेके साथ बहुत ऊँचा भी है; माया इसकी जड़ है, शोक 
तथा नाना प्रकारके दुःख इसकी झाखाएँ हैं, पत्नी आदि 
परिवारके लोग पत्ते हैं और इसमें अनेक प्रकारके फल. 
लगे है । मुरारे! मै इस संसार-वृक्षपर चढ़कर गिर रहा हूँ; 
भगवन्‌ ! इस समय मेरी रक्षा कीजिये--मुझे बचाइये । 
दुःखानरैर्विविधयमोहणयैः सुधूमैः 
झकैर्बियोगमरणान्तकसंनिभैक्च । 
दण्घोऽस्मि कृष्ण सतते मम देहि मोक्षं 
ज्ञानाम्खुनाथ परिषिच्य सदैव मां त्वम्‌ ॥ 
कृष्ण! मैं दुःखरूपी अग्नि, विविध प्रकारके 
मोहरूपी धुएँ तथा वियोग, मृत्यु और कालके समान 


* अर्चयस्व इषीकेश यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


ज्ञोकोंसे जल रहा हूँ; आप सर्वदा ज्ञानरूपी जलसे 
सींचकर मुझे सदाके लिये संसार-बन्धनसे छुड़ा दोजिये । 
मोहान्धकारपटले महतीव गर्ते 
संसारमाग्नि सततं पतितं हि कृष्ण । 
कृत्वा तरीं मम हि दीनभयातुरस्य 
तस्माद्‌ विकृष्य शरण नय मामितस्त्वम्‌ ॥ 
कृष्ण ! मैं मोहरूपी अन्धकार-राशिसे भरे हुए 
संसार नामक महान्‌ गड्ढेमें सदासे गिरा हुआ हूँ, दीन 
हूँ और भयसे अत्यन्त व्याकुल हूँ; आप मेरे लिये नौका 
बनाकर मुझे उस गड्ढेसे निकालिये, नहाँसे खींचकर 
अपनी दारणमें ले लीजिये। 
त्वामेव ये नियतमानसभाययुक्ता 
ध्यायन्त्यनन्यमनसा पदवीं लभन्ते । 
नत्वैब पादयुगलं च महत्सुपुण्यं 
ये देवकिज्ररगणाः परिचिन्तयन्ति ॥ 
जो संयमशील हृदयके भावसे युक्त होकर अनन्य 
चित्तसे आपका ध्यान करते हैं । बे. आपकी पदवीको प्राप्त 
हो जाते हैं। तथा जो देवता और किन्नरगण आपके दोनों 
परम पवित्र चरणॉको प्रणाम करके उनका चिन्तन करते 
हैं, चे भी आपकी पदबीको प्राप्त होते हैं! 
नान्यं बदामि न भजामि न चिन्तयाभि 


त्वत्पादपदायुगळे सततं नमामि! 


एवं हि माझुपगतं शरणं च रक्ष 
दूरेण यान्तु मम पातकसञ्चयास्ते । 
दासोऽस्मि भृत्यवदहं तव जन्म जन्म 
त्वत्पादपद्मयुगलं सततं नमामि॥ 
(२१।२०--२७) 
मैं न तो दूसरेका नाम लेता हूँ न दूसरेको भजता 
हूँ और न दूसरेका चिन्तन ही करता हूँ; नित्य-निरन्तर 
आपके युगल चरणोंको प्रणाम करता रहता हूँ। इस 
प्रकार मैं आपकी शरणमें आया हूँ। आप मेरी रक्षा करें, 
मेरै पातकसमूह शीघ्र दूर हो जायँ। मैं नौकरकी भाँति 
जन्म-जन्म आपका दास बना रहूँ! भगवन्‌! आपके 
युगल चरण-कमलॉको सदा प्रणाम करता हूँ। 
श्रीकृष्ण ! यदि आप मुझपर प्रसन्न हैं, तो मुझे यह 
उत्तम वरदान दीजिये--मेंरे माता-पिताको सशरीर अपने 
परमधाममें पहुँचाइये । मेरे ही साथ मेरी पत्नीको भी 
अपने लोकमें ले चलिये। 
श्रीहरि खोले- -त्रहान्‌ ! तुम्हारी यह उत्तम कामना 
अवश्य पूर्ण होगी । 
इस प्रकार सुत्रतकी भक्तिसे सन्तुष्ट होकर भगवान्‌ 
श्रीविष्णु उन्हें उत्तम वरदान दे दाह और प्रलयसे रहित 
बैष्णवधामको चले गये । सुव्रतके साथ ही सुमना और 
'सोमशर्मा भी बैकुण्ठधामको प्राप्त हुए। 


== * == 


राजा पृथुके जन्म और चरित्रका वर्णन 


ऋषियोंने कहा--महाभाग सूतजी ! आप 
महात्मा राजा पृथुके जन्मका विस्तारके साथ वर्णन 
कीजिये । हम उनकी कथा सुननेके लिये उत्सुक हैं। 
महाराज पृथुने जिस प्रकार इस पृथ्वीका दोहन किया 
तथा देवताओं, पितरों और तत्त्ववेत्ता मुनियेनि भी जिस 
प्रकार उसको दुहा था, वह सब प्रसङ्ग मुझे सुनाइये । 


कथाको विस्तारपूर्वक कहेगा, उसके सात जन्मके पाप 
नष्ट हो जायँगे । पृथुका जन्म-वृत्तान्त तथा सम्पूर्ण चरित्र 
ही पापोंका नाश करनेवाला और पवित्र है । 
पूर्वकालमें अङ्ग नामके प्रजापति थे, जिनका: जन्म 
अत्रिवंज्ञमें हुआ था । खे अत्रिके समान ही प्रभावशाली, 
धर्मके रक्षक, परम बुद्धिमान्‌ तथा वेद और शास्त्रोके 


सूतजी बोले--द्विजवरो ! मैं वेनकुमार पृथुके तत्त्वज्ञ थे। उन्होंने ही सम्पूर्ण धर्मोकी सृष्टि की थी। 


जन्म, पराक्रम और क्षत्रियोचित पुरुषार्थका विस्तारके मृत्युकी एक परम सौभाग्यवती कन्या थी, जिसका नाम 
साथ वर्णन करूँया ! ऋषियोंने जो रहस्थकी बातें कही हैं, था सुनीथा । महाभाग अङ्गने उसीके साथ विवाह किया 
उन्हें भी बताऊँगा। जो प्रतिदिन वेननन्दन पृथुकी और उसके गर्भसे नेननामक पुत्रको जन्म दिसा, जो 


भूमिखण्ड ] 


५ राजा पृथुके जन्य और चरित्रका वर्णन « 


रडर 


घर्मका नाश करनेवाला था। राजा वेन वेदोक्त 
सदाचाररूप धर्मका परित्याग करके काम, लोभ और 
महामोह पापका ही आचरण करता था। मद और 
मात्सर्यसे मोहित होकर पापके ही रास्ते चलता था । उस 
समय सम्पूर्ण द्विज वेदाध्ययनसे विमुख हो गये । वेनके 
राजा होनेपर प्रजाजनोंमें स्वाध्याय और यज्ञका नाम भी 
नहीं सुनायी पड़ता था! यज्ञमें आये हुए देवता 
यजमानके. द्वारा अर्पण किये हुए सोमरसका पान नहीं 
करते थे। वह दुष्टात्मा राजा ब्राह्मणोंसे प्रतिदिन यही 
कहता था कि 'स्वाध्याय न करो, होम करना छोड़ दो, 
दान न दो और यज्ञ भी न करो।' प्रजापति वेनका 
विनाशकाल उपस्थित था; इसीलिये उसने यह क्रूर 
घोषणा की थी। वह सदा यही कहा करता था कि 'मैं 
ही यजन करनेके योग्य देवता, मैं ही यज्ञ करनेबाला 
यजमान तथा मैं ही यज्ञ-कर्म हूँ। मेरे ही उद्देश्यसे यज्ञ 
और होमका अनुष्ठान होना चाहिये। मैं ही सनातन 
विष्णु, मैं ही ग्रह, मैं ही रुद्र, मैं ही इन्द्र तथा सूर्य और 
वायु हूँ। हव्य और कव्यका भोक्ता भी सदा मैं ही हूँ। 
मेरे सिवा दूसरा कोई नहीं है।' 
यह सुनकर महान्‌ शक्तिशाली मुनियोंको वेनके प्रति 
बड़ा क्रोध हुआ। वे सब एकत्रित हो उस पापबुद्धि 
राजाके पास जाकर बोले--राजाको धर्मका मूर्तिमान्‌ 
स्वरूप माना गया है । इसलिये प्रत्येक राजाका यह कर्तव्य 
है कि वह धर्मकी रक्षा करे । हमलोग बारह वर्षो्में समाप्त 
होनेवाले यज्ञकी दीक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तुम अधर्म न 
करो; क्योंकि ऐसा करना सप्पुरुषोंका धर्म नहीं है। 
महाराज ! तुमने यह प्रतिज्ञा की है कि 'मैं राजा होकर 
धर्मका पालन करूँगा, अतः उस प्रतिज्ञाके अनुसार धर्म 
करो और सत्य एवं पुण्यको आचरणमें लाओ ।' 
ऋषियोंकी उपर्युक्त बातें सुनकर वह क्रोधसे 
आगबबूला हो उठा और उनकी ओर दृष्टिपात करके 
द्वितीय यमराजकी भाँति बरोला- “अरे ! तुमलोग मूर्ख 
हो, तुम्हारी बुद्धि मारी गयी है। अतः निश्चय हीं तुमलोग 
मुझे नहीं जानते। भल ज्ञान, पराक्रम, तपस्या और 
सत्यके द्वारा मेरी समानता करनेवाला इस पृथ्वीपर दूसरा 


कौन है। मैं ही सम्पूर्ण भूतों और विशेषतः सब धर्माकी 
उत्पत्तिका कारण हूँ। यदि चाहूँ तो इस पृथ्वीको जला 
सकता हूँ, जलमें डुबा सकता हूँ तथा पृथ्वी और 
आकाशको रूँध सकता हूँ।' 

जब वेनको किसी प्रकार भी अधर्म-मार्गसे हटाया 
न जा सका, तब महर्षियेनि क्रोधमें भरकर उसे बल- 
पूर्वक पकड़ लिया। बह विवश होकर छटपटाने लगा । 
उधर क्रोधमें भरे हुए ऋषियोंने राजा वेनकी बायी 
जाँघको मथना आरम्भ किया। उससे काले अजनकी 
राशिके समान एक नाटे कदका मनुष्य प्रकट हुआ । 
उसकी आकृति विलक्षण थी। लंबा मुँह, बिकराल 
आँखें, नीले कबचके समान काला रंग, मोटे और चौड़े 
कान, बेडौल बढ़ी हुई बाँहें और विशाल भद्दा-सा 
पेट--यही उसका हुलिया था। ऋषियोने उसकी ओर 
देखा और कहा--'निषीद (बैठ जाओ) ।' उनकी नात 
सुनकर वह भयसे व्याकुल हो बैठ गया। [ऋषियोंने 
“निषीद? कहकर उसे बैठनेकी आज्ञा दी थी; इसलिये 
उसका नाम “निषाद' पड़ गया।] पर्वतों और वनोंमें ही 
उसके बेरकी प्रतिष्ठा हुई। निषाद, किरात, भील, 
नाहलक, भ्रमर, पुलिन्द तथा और जितने भी 
म्लेच्छजातिके पापाचारी मनुष्य है, वे सब वेनके उसी 
अङ्गसे उत्पन्न हुए हैं। 

'तन यह जानकर कि राजा वेनका पाप निकल 
गया, समस्त ऋषियोंको बड़ी प्रसन्नता हुई । अब उन्होंने 
राजाके दाहिने हाथका मन्थन आरम्भ किया। उससे 
पहले तो पसीना प्रकट हुआ; किन्तु जन पुनः जोरसे 
मन्थन किया गया, तब वेनके उस सुन्दर हाथसे एक 
पुरुषका प्रादुर्भाव हुआ, जो बारह आदित्येकि समान 
तेजस्वी थे। उनके मस्तकपर सूर्यके समान चमचमाता 
हुआ मुकुट और कानोंमें कुण्डल शोभा पा रहे थे । उन 
महाबली राजकुमारने आजगव नामका आंदि धनुष, 
दिव्य जाण और रक्षाके लिये कान्तिमान्‌, कवच धारण 
कर रखे थे। उनका नाम 'पृथु' हुआ। चे बड़े 
सौभाग्यशाली, योर और महात्मा थे। उनके जन्म लेते ही 
सम्पूर्ण प्राणियोंमें हर्ष छा गया । उस समय समस्त 


२४२ 


* अर्चयस्व इवीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पदापुराण 


ब्राह्मणोंने मिलकर पृथुका राज्याभिषेक किया। तदनन्तर 
हाजी, सब देवता तथा नाना प्रकारके स्थावर-जङ्गम 
प्राणियेनि महाराज पृथुका अभिषेक किया । उनके पिताने 
कभी भी सम्पूर्ण प्रजाको प्रसन्न नहीं किया था। किन्तु 
पृथुने सबका मनोरञ्जन किया | इसलिये सारी प्रजा सुखी 
होकर आनन्दका अनुभव करने लगी | प्रजाका अनुरञ्जन 
करनेके कारण ही वीर पृथुका नाम 'राजराज' हो गया । 
द्विजवरो ! उन महात्मा नरेशके भयसे समुद्रका 
जरू भी शान्त रहता था। जब उनका रथ चलता, उस 
समय पर्वत दुर्गम मार्गको छिपाकर उन्हें उत्तम मार्ग देते 
थे। पृथ्वी निना जोते ही अनाज तैयार करके देती थी। 
सर्वत्र गौएँ कामधेनु हो गयी थीं। मेघ प्रजाकी इच्छाके 
अनुसार वर्षा करता. था । सम्पूर्ण ब्राह्मण और क्षत्रिय 
देवयज्ञ तथा बड़े-बड़े उत्सव किया करते थे। राजा 
पृथुके शासनकालमें वृक्ष इच्छानुसार फलते थे, उनके 
पास जानेसे सबकी इच्छा पूर्ण होती थी । देशमें न कभी 
अकाल पड़ता, न कोई बीमारी फैलती और न मनुष्योंकी 
अकाल मृत्यु ही होती थी। सब लोग सुखसे जीवन 
निताते और धर्मानुष्ठानमें लगे रहते थे ।* 
ज्राह्मणो ! प्रजाओनि अपनी जीवन-रक्षाके लिये 
पहले जो अन्नका बीज नो रखा था, उसे एक बार यह 
पृथ्वी पचाकर स्थिर हो गयी । उस समय सारी प्रजा राजा 
पृथुके पास दौड़ी गयी और मुनियोके कथनानुसार 
बोली--'राजन्‌ ! हमारे लिये उत्तम जीविकाका प्रबन्ध 
कीजिये ।' राजाओंमें श्रेष्ठ पृथुने देखा--प्रजाके ऊपर 
बहुत बड़ा भय उपस्थित हुआ है। यह देखकर तथा 
महँर्षियोंकी नात मानकर महाराज पृथुने धनुष और बाण 
हाथमें लिया और क्रोधमें भरकर बड़े बेगसे पृथ्वीके 
ऊपर घाना किया । पृथ्वी गायका रूप धारण करके तीत्र 
'गतिसे स्वर्गकी ओर भागी। फिर क्रमशः ब्रह्माजी, 
भगवान्‌ श्रीविष्णु तथा रुद्र आदि देवताओंकी झरणमें 
गयी; किन्तु कहीं भी उसे आपने बचावका स्थान न 


मिला । अन्तमें अपनी रक्षाका कोई उपाय न देखकर वह 
बेनकुमार पृथुकी ही शरणमे आयी और बाणोंके 
आघातसे व्याकुळ हो उन्हीकि पास खड़ी हो गयी । उसने 
नमस्कार करके राजा पृथुसे कहा-- 

“महाराज ! रक्षा करो' रक्षा करो। महाप्राज्ञ ! में 


श्र Rs grr 

धारण करनेवाली भूमि हूँ। मेरे ही आधारपर सब लोग 
टिके हुए हैं। राजन्‌ ! यदि मैं मारी गयी तो सातों लोक 
नष्ट हो जायँगे । गौओंकी हत्यामें बहुत बड़ा पाप है, इस 
बातका श्रेष्ठ ग्राहाणेनि प्रत्यक्ष अनुभव किया है। मेरा 
नाझ होनेपर सारी प्रजा नष्ट हो जायगी । राजन्‌ ! यदि मैं 
न रही तो तुम प्रजाको कैसे धारण कर सकोगे । अतः 
यदि तुम प्रजाका कल्याण करना चाहते हो तो मुझे 
मारमेका विचार छोड़ दो । भूपाल ! मैं तुम्हें हितकी बात 
बताती हुँ, सुनो । अपने क्रोधका नियन्त्रण करो, मैं 
अन्रॅमयी हो जाऊँगी, समस्त प्रजाको घारण करूंगी । मैं 
खी हूँ। खरी अवध्य मानी गयी है । मुझे मारकर तुम्हें 
भ्रायश्चित्तका भागी होना पड़ेगा । 

राजा पृथु बोले--यदि किसी एक महापापी एबं 


# न दुर्भिक्षं न च व्याधिर्नाकालमरणे नृणाम्‌। सर्वे सुखेन जीवन्ति लोका धर्मपरायणाः ॥ 


(२७।६्‌४) 


« राजा पृथुके जन्म और चरित्रका वर्णन + 


२४३ 


दुराचारीका वध कर डालनेपर सब ल्रेग सुखसे जी 
सकें, तथा पुण्यदर्शी साघु पुरुषोंको सुख मिलता हो तो 
एक पापिष्ठ पुरुषका विनाश करना कर्तव्य माना गया है । 
चसुधे ! तुमने भी प्रजाके सम्पूर्ण खार्थोका विनाश किया 
है। इस समय जितने भी बीज थे, उन सबको तुम पचा 
गयीं। बीजॉको हड़पकर स्वयं तो स्थिर हो गयीं और 
प्रजाको मार रही हो । ऐसी दझामें [मेरे हाथसे बचकर] 
अब कहाँ जाओगी। वसुन्धरे ! संसारके हितके लिये 
मेरा यह कार्य उत्तम ही माना जायगा। तुमने मेरी 
आज्ञाका उल्लूङ्कम किया है, इसलिये इन तीखे बाणोंसे 
मारकर मैं तुम्हें मौतक घाट उतार दूँगा । तुम्हारे न रहनेपर 
मैं त्रिलोकीमें रहनेवाली पावन प्रजाको अपने ही तेज 
और धर्मके बलस धारण करूँगा, इसमें तनिक भी 
सन्देह नहीं है। वसुऱ्थे ! मेरा शासन धर्मके अनुकूल 
है, अतः इसे मानकर मेरी आज्ञासे तुम भ्रजाके जीवनकी 
सदा ही रक्षा करो । भद्दे ! यदि इस प्रकार आज ही मेरी 
आज्ञा मान रोगी तो मैं प्रसन्न होकर सदा तुम्हारी 
रखवाली करूँगा । 
पृथ्वी देवी शोके रूपमें खड़ी थीं। उनका शरीर 
बाणोंसे आच्छादित हो रहा था। उन्होंने धर्मात्मा और 
परम बुद्धिमान्‌ राजा पृथुसे कहा--'महाराज ! तुम्हारी 
आज्ञा सत्य और पुण्यसे युक्त है। अतः प्रजाके लिये मैं 
उसका विशेषरूपसे पालन करूँगी । राजेन्द्र ! तुम स्वयं 
ही कोई उपाय सोचो, जिससे तुम्हारे सत्यका पालन हो 
सके और तुम इन प्रजाओंको भी धारण कर सको । मैं 
भी जिस प्रकार समूची प्रजाकी वृद्धि कर सकूँ--ऐसा 
कोई उपाय बताओ । महाराज ! मेरे शरीरमें तुम्हारे उत्तम 
बाण घैंसे हुए हैं, उन्हें निकाल दो और सब ओरसे मुझे 
समतल बना दो, जिससे मेरे भीतर दुग्ध स्थिर रह सके ।' 
सूतजी कहते हैं--ब्राह्मणो ! पृथ्वीकी नात 
सुनकर राजा पृथुने अपने धनुषके अग्रभागसे विभिन्न 
रूपवाले भारी-भारी पर्वतको उखाड़ डाला और भूमिको 
'समतल बना दिया। राजकुमार पृथुने पृथ्चीके शरीरसे 
अपने बाणोंको स्वये ही निकाल लिया। उनके 
आविर्भावसे पहले केवल प्रजाओंकी ही उत्पत्ति हुई 


थी। कोई सच्चा राजा नहीं हुआ था। उन दिनों यह सारी 
प्रजा कहीं भूमिमें गुफा बनाकर, कहीं पर्वतपर, कहीं 
नदीके किनारे, जंगली झाड़ियोंमें, सम्पूर्ण तीर्थोमें तथा 
समुद्रके किनारोंपर निवास करती थी । सब लोग पुण्य- 
कर्मोमें लगे रहते थे। फल, फूल और मधु--यही 
उनका आहार था! वेनकुमार पृथुने प्रजाके इस कष्टको 
देखा और उसे दूर करनेके लिये खायम्भुव मनुको बछड़ा 
तथा अपने हाथको ही दुग्धपात्र बनाकर पृथ्वीसे सन 
प्रकारके धान्य और गुणकारी अन्नमय दूधका दोहन 
किया। सुधाके समान लाभ पहुँचानेवारू उस पवित्र 
अन्नसे प्रजा पितरों तथा ब्रह्मा आदि देवताऑका थजन 
पूजन करने लगी । द्विजवरो ! उस समयकी सारी प्रजा 
पुण्यकर्ममें संलग्न रहती थी; अतः देवताओं,. पितरों, 
विशेषतः ब्राह्मणों और अतिथियोंको अन्न देकर पश्चात्‌ 
स्वयं भोजन करती थी। उसी अन्रसे अन्यान्य थशॉका 
अनुष्ठान करके वह देवेश्वर भगवान्‌ श्रीविष्णुका यजन 
और तर्पण करती तथा उसी अन्नके द्वारा सम्पूर्ण देखता 
तृप्त होते थे। फिर श्रीभगवानकी प्रेरणासे मेघ पानी 
बरसाता और उससे पवित्र अन्न आदि उत्पन्न होता था । 
तदनन्तर समस्त ऋषियों, महामना ब्राह्मणों तथा 

सत्यवादी देवताओनि भी इस पृथ्वीका दोहन किया । 
अब मैं यह बताता हूँ कि पितर आदिने किस प्रकार 
बछड़ोंकी कल्पना करके पूर्वकारुमें चसुधाको दुहा था । 
द्विजोत्तमो ! पितरोंने चाँदीका दोहन-पात्र बनाकर यमको 
बछड़ा बनाया, अन्तकने दुहनेवाले ग्वालेका काम किया 
और 'स्वधा' रूपी दुग्धको दुहा। इसके बाद सर्पो और 
मागेनि तक्षकको बछड़ा बनाकर तूँबीका पात्र हाथमे ले 
विषरूपी दूध दुहा । वे महाबली और महाकाय भयानक 
सर्प उस बिषसे ही जीवन घारण करते हैं। विष ही 
उनका आधार, विष ही आचार, विष ही बल और विष 
ही पराक्रम है । इसी प्रकार समस्त असुरों और दानवॉने 
भी अन्नके अनुरूप लोहेका पात्र बनाकर सम्पूर्ण 
कामनाओंके साधनभूत मायामय दूधका दोहन किया, 
जो उनके समस्त झत्नुओंका विनाश करनेवाला है । वही 
उनका बल और पुरुषार्थ है, उसीसे दानव जीवन धारण 


[ संक्षिप्त पद्यपुराण 


करते हैं। उसीको पाकर आज भी समस्त दानव मायामें 
प्रवीण देखे जाते हैं। इसके बाद गन्धवों और 
अप्सराओने पृथ्वीका दोहन किया। नृत्य और संगीतकी 
विद्या ही उनका दूध थी! उसीसे गन्धर्व, यक्ष और 
अप्सराओँकी जीविका चलती है । परम पुण्यमय पर्वतोने 
भी इस पृथ्वीसे नाना प्रकारके रत्र और अमृतके समान 
ओषधियोंका दोहन किया। वृक्षोने पत्तोके पात्रमें 
पृथ्वीका दूध दुहा । जलने और कटनेके बाद भी फिरसे 
अङ्कुर निकल आना--यही उनका दूघ था । उस समय 
पाकरका पेड़ बछड़ा बना था और शालके पवित्र वृक्षने 
दुहनेका काम किया था। 
गुह्यक, चारण, सिद्ध और विद्याघरेने भी सबको 
धारण करनेवाली इस पृथ्वीको दुहा था। उस समय यह 
बसुन्धरा सम्पूर्ण अभिलषित पदार्थोको देनेवाल 
कामधेनु बन गयी थी। जो रोग जिस-जिस वस्तुकी 
इच्छा करते थे, उन्हें भिन्न-भिन्न पात्र और बछड़ोंके द्वारा 
वह वस्तु यह दूधके रूपमें प्रदान करती थी। यह धात्री 
(धारण करनेवाली) और विधात्री (उत्पन्न करनेवाली) 
है। यह श्रेष्ठ वसुन्धरा है, यह समस्त कामनाओंको पूर्ण 
करनेवाली धेनु है तथा यह पुण्यॉसे अलक्कृत, परम 
पावन, पुण्यदायिनी, पुण्यमयी और सब प्रकारके 
घान्योको करनेवाली है। यह सम्पूर्ण चराचर 
जगतूकी प्रतिष्ठा और योनि (उत्पत्तिस्थान) है। यही 
महालक्ष्मी और सब प्रकारके कल्याणकी जननी है! 


यही पांचों भूतोंका प्रकाश और रूप है। यह समुद्रपर्यन्त 
पृथ्वी पहले 'मेदिनी'के नामसे प्रसिद्ध थी। फिर 
अपनेको वेनकुमार राजा पृथुकी पुत्री स्वीकार करनेके 
कारण यह 'पुथ्वी' कहलाने लगी । 

ब्राह्मणो ! पृथुके प्रयलसे इस पृथ्वीपर घर और 
गाँवोंकी नींव पड़ी। फिर बड़े-बड़े कस्बे और शहर 
इसकी शोभा बढ़ाने लगे । यह धन-धान्यसे सम्पन्न हुई 
और सब प्रकारके तीर्थ इसके ऊपर प्रकट हुए । इस 
वसुमती देवीकी ऐसी ही महिमा बतलायी गयी है । यह 
सर्वदा सर्वलोकमयी मानी गयी है । वेनकुमार महाराज 
पृथुका ऐसा ही प्रभाव पुराणोंमें वर्णित है। ये महाभाग 
नरेश सम्पूर्ण घमेकि प्रकाशक, वणो और आश्रमोंके 
संस्थापक तथा समस्त लोकोंके धारण-पोषण करनेवाले 
थे। जो सौभाग्यशाली राजा इस लोकमें वास्तविक 
राजपद प्राप्त करना चाहते हों, उन्हें परम प्रतापी राजा 
बेनकुमार पृथुको नमस्कार करना चाहिये । जो धनुर्वेदका 
ज्ञान और युद्धमें सदा ही विजय प्राप्त करना चाहते हों, 
उन्हें भी महाराज पृथुको प्रणाम करना चाहिये। सम्राट्‌ 
पृथु राजा-महाराजाओंको भी जीविका प्रदान करनेवाले 
थे। द्विजवरो ! यह प्रसङ्ग धन, यश, आरोग्य और पुण्य 
अदान करनेवाला है । जो मनुष्य महाराज पृथुके चरित्रका 
श्रवण करता है, उसे प्रतिदिन गङ्गां्नानका फल मिलता 
है तथा वह सब पापोंसे शुद्ध होकर भगवान्‌ श्रीविष्णुके 
परमधामको जाता है। 


आना और = 


मृत्युकन्या सुनीथाको गन्धर्वकुमारका झाप, अङ्गकी तपस्या और भगवानसे वरं-आसि 


ऋषियोंने पूछा--सूतजी ! पापाचारपूर्ण बर्ताव 
करनेवाले जिस राजा वेनका आपने परिचय दिया है, उस 
पापीको उस व्यवहारका कैसा फल मिला ? 
सूतजी खोले--आह्मणो ! पृथु-जैसे 
सौभाग्यशाली और महात्मा पुत्रके जन्म लेनेपर राजा वेन 
पापरहित हो गया ! उसे घर्मका फल प्राप्त हुआ। जिन 
नरेशॉते समस्त महापापोंका उपार्जन किया है, उनके वे 
याप तीर्थयात्रासे नष्ट हो जाते हैं और संतोंका सङ्ग आप्त 


होनेसे पुण्यकी ही वृद्धि होती रहती है। पापियोंसे 
बातचीत करने, उन्हें देखने, स्पर्श करने, उनके सांथ 
बैठने, भोजन कंरने तथा उनके सड़में रहनेसे पापका 
संचार होता है-और पुण्यात्माओकि सङ्गसे केवल पुण्यका 
ही प्रसार होता है, जिससे सारे पाप धुल जानेके कारण 
मनुष्य पुण्य-गतिको ही प्राप्त करते हैं:। 

ऋषियोंने - पूछा--महामते ! : पापीः- मनुष्योंको 
परम सिद्धिकी आपि कैसे होती है, यह बात्‌ [ भी] हमें 


भूमिखण्ड ] 


« मृत्युकन्या सुनीथाको गन्धर्वकुमारका झाप तथा अङ्गकी तपस्या + 


२४५ 


विस्तारके साथ नतलाइये । 

सूतजी बोले--नर्मदा, यमुना और गङ्गा--इन 
नदियोंकी धाराके आस-पास जो महापापी रहते हैं, वे 
जान-नुझकर या बिना जाने भी इनके जलमें नहाते और 
क्रीड़ा करते हैं; अतः महानदीके संसर्गसे उन्हें परम 
गतिकी प्राप्ति हो जाती है। द्विजवरो ! महानदीके 
सम्पर्कसे अथवा अन्यान्य नदियोंके परम पवित्र जलका 
दर्शन, स्पर्श और पान करनेसे पापियोंका पाप नष्ट हो 
जाता है । तीथेकि प्रभाव तथा संतोंके सङ्गसे पापियोंका 
पाप उसी प्रकार नष्ट होता है, जैसे आग ईधनको जला 
डालती है। महात्मा ऋषियॉके संसर्ग, उनके साथ 
वार्तालाप करनेसे, दर्शन और स्पर्शसे तथा पूर्वकालमें 
सत्सङ्ग प्रात होनेसे राजा बेनका सारा पाप नष्ट हो गया 
था। पुण्यका संसर्ग हो जानेपर अत्यन्त भयङ्कर पापका 
भी संचार नहीं होता । 

पूर्वकालमें मृत्युके एक सौभाग्यशारिनी कन्या 
उत्पन्न हुई थी, जिसका नाम सुनीथा रखा गया था । बह 
पिताके कार्योको देखती और खेल-कूदमें सदा उन्हींका 
अनुकरण किया करती थी। एक दिन सुनीथा अपनी 
सखियोंके साथ खेलती हुई बनमें गयी । वहाँ गीतकी 
ध्वनि उसके कानोंमें पड़ी! तब सुनीथाने उस ओर 
दृष्टिपात किया। देखा, गन्धर्वकुमार महाभाग सुशङ्क 
भारी तपस्यामें लगा हुआ है। उसके सारे अङ्ग बड़े ही 
मनोहर थे। सुनीथा प्रतिदिन यहाँ जाकर उस तपस्वीको 
सताने लगी । सुशङ्ख रोज-रोज उसके अपराधको क्षमा 
कर देता और कहता--'जाओ, चली जाओ यहाँसे ।' 
उसके यों कहनेपर वह बालिका कुपित हो जाती और 
बेचारे तपस्वीको पीटने लगती थी । उसका यह बर्ताव 
देखकर एक दिन सुशङ्क क्रोधसे मूर्च्छित हो उठा और 
बोला--'कल्याणी ! श्रेष्ठ पुरुष मारनेके बदले न तो 
मारते हैं और न किसीके गाली देनेपर क्रोध ही करते हैं; 
यही धर्मकी मर्यादा है ।' पाप करनेवाली सुनीथासे ऐसा 
कहकर वह धर्मात्मा गन्धर्व रोधसे निवृत्त हो रहा और 
उसे अबला खी जानकर बिना कुछ दण्ड दिये लौट गया । 


सुनीथाने पिताके पास जाकर कहा--'तात ! मैंने 
खनमें जाकर एक गन्धर्वकुमारको पोटा है, वह 
काम-क्रोघसे रहित हो तपस्या कर रहा था । मेरे पीटनेपर 
उस धर्मात्माने कहा है--मारनेवालेको मारना और गाली 
देनेवालेको गाली देना उचित नहीं है । पिताजी ! 
बताइये, उसके इस कथनका क्या कारण है ?' सुनीथाके 
इस प्रकार पूछनेपर धर्मात्मा मृत्युने उससे कुछ भी नहीं 
कहा । उसके प्रश्नका उत्तर ही नहीं दिया । तदनन्तर बह 
फिर वनमें गयी। सुशङ्ख तपस्यामें लगा था। दुष्ट 
स्वभाववाली सुनीथाने उस श्रेष्ठ तपस्वीके पास जाकर 
उसे कोड़ोंसे पीटना आरम्भ किया । अब बह महातेजस्वी 


बालिकाको झाप देते हुए बोला-'गृहस्थ-धर्ममें प्रवेश 
करनेपर जब तुम्हारा अपने पतिके साथ सम्पर्क होगा, 
तब तुम्हारे गर्भसे देवताओं और ब्राह्मणोंकी निन्दा 
करनेवाला, पापाचारी, सब प्रकारके पापॉमें आसक्त और 
दुष्ट पुत्र उत्पन्न होगा।' इस प्रकार शाप दे वह पुनः 
जाकर तपस्यामें ही लग गया । 

महाभाग गन्धर्नकुमारके चले जानेपर सुनीथा 
अपने घर आयी। वहाँ उसने पितासे सारा वृत्तान्त कह 


२४६ 


[ संक्षिप्त परापुराण 


सुनाया। मृत्युने कहा--“अरी ! उस निर्दोष तपस्वीको 
तुमने क्यों मारा है ? भद्रे ! तपस्यामे लगे हुए पुरुषको 
मारना--यह तुम्हारे द्वार उचित कार्य नहीं हुआ! 
धर्मात्मा मृत्यु ऐसा कहकर बहुत दुःखी हो गये । 
सूतजी कहते है--एक समयकी बात है, महर्षि 
अत्रिके पुत्र महातेजस्वी राजा अङ्ग नन्दन-वनमें गये थे । 
वहाँ उन्होंने गन्धर्वो, किन्नरों और अप्सराओकि साथ 
देवराज इन्द्रका दर्शन किया। उनके वैभव, उनके 
भोगविलास और उनकी लीला देखकर धर्मात्मा अङ्ग 
सोचने लगे--'किस उपायसे मुझे इन्द्रके समान पुत्रकी 
आप्ति हो ?' क्षणभर इस बातका विचार करके राजा अङ्ग 
खिन्न हो उठे । नन्दन-वनसे जब वे घर लौटे तो अपने 
पिता अत्रिके चरणोंमें मस्तक झुकाकर बोले-- 
“पिताजी ! आप ज्ञानवानोंमें श्रेष्ठ और पुत्रपर स्नेह 
रखनेवाले हैं। मुझे इन्द्रके समान वैभवशाली पुत्र कैसे 
प्राप्त हो, इसका कोई उपाय बताइये !' 
अत्रिने कहा--साधुश्रेष्ठ ! भक्ति करने और 
श्रद्धापूर्वक ध्यान लगानेसे भगवान्‌ श्रीविष्णु संतुष्ट होते 
हैं और संतुष्ट होनेपर वे सदा सब कुछ देते रहते हैं। 
भगवान्‌ श्रीगोविन्द॒ सब वस्तुओँके दाता, सबकी 
उत्पत्तिके ' कारण, सर्वज्ञ, सर्ववेत्ता, सर्वेश्वर और 
परमपुरुष हैं। इसलिये तुम उन्हींकी आराधना करो। 
बेटा ! तुम जो-जो चाहते हो, वह सब उनसे प्राप्त होगा । 
भगवान्‌ श्रीविष्णु सुख, परमार्थ और मोक्ष देनेवाले तथा 
इस जगतके ईश्वर हैं। अतः जाओ, उनकी आराधना 
करो; उनसे तुम्हें इन्रके समान पुत्र प्राप्त होगा । 
नह्याजीके पुत्र अङ्गके पिता महर्षि अत्रि ब्रह्माके 
समान ही तेजस्वी थे । उनसे आज्ञा लेकर अङ्गने प्रस्थान 
किया। चे सुनर्ण और रलमय शिखरोंसे सुशोभित 
मेरुगिरिके मनोहर शिखरपर चले गये। वहाँ पहुँचकर 
उन्होंने गङ्गाजीके पवित्र तटपर एकान्तमें स्थित रलमय 
कन्दरामें प्रवेशा किया । महामुनि अङ्ग बड़े मेघावी और 
धर्मात्मा थे। वे काम-क्रोघका त्याग करके सम्पूर्ण 
इन्द्रियॉको कालूमें रखकर भगवानके मनोमय स्वरूपका 


ध्यान करने लगे । क्वेशहारी भगवान्‌ श्रीकृष्णका ध्यान 
करते-करते वे ऐसे तन्मय हो गये कि बैठने, सोने, चलने 
तथा चिन्तन करनेके समय भी उन्हें नित्य-निरन्तर 


भगवान्‌ श्रीमधुसूदन ही दिखायी देते थे। उनका मन 
भगवानमें लग गया था। बे योगयुक्त और जितेन्द्रिय 
होकर चराचर जीवों तथा सूखे और गीले आदि समस्त 
पदार्थेमिं केवल भगवान्‌ श्रीविष्णुका ही दर्शन करते थे । 
इस प्रकार तपस्या करते उन्हें सौ वर्ष बीत गये | नियम, 
संयम तथा उपवासके कारण उनका सारा शरीर दुर्बल हो 
गया था; तो भी वे अपने तेजसे सूर्य और अग्निके समान 
देदीप्यमान दिखायी दे रहे थे। इस तरह तपस्यामें प्रवृत्त 
हो घ्यानमें लगे हुए राजा अङ्गके सामने भगवान्‌ श्रीविष्णु 
प्रकट हुए और बोले--'मानद ! वर माँगो, इच्धियोंके 
स्वामी भगवान्‌ श्रीवासुदेवको उपस्थित देख राजा अङ्गको 
बड़ा हर्ष हुआ, उनका चित्त प्रसन्न हो गया । बे भगवानको 
प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे । 
अङ्ग बोले--भूतभावन! आप ही सम्पूर्ण 
भूतोंकी गति हैं। पावन परमेश्वर ! आप प्राणियोंके 
आत्मा, सब भूतोंके ईश्वर और सगुण स्वरूप धारण 
करनेवाले हैं; आपको नमस्कार है। आप गुणस्वरूप, 


भूमिखण्ड ] 


* मृत्युकन्या सुनीथाको गन्धर्वकुमारका झाप तथा अङ्गकी तपस्या » 


२४७ 


गुह्य तथा गुणातीत हैं; आपको नमस्कार है। गुण, 
गुणकर्ता, गुणसम्पन्न और गुणात्मा भगवानको प्रणाम है । 
आप भव (संसाररूप), भवकर्ता तथा भक्तोंके संसार- 
बन्धनका अपहरण करनेवाले हैं; आपको नमस्कार है। 
भवकी उत्पत्तिके कारण होनेसे आपका नाम 'भव' है; इस 
भवमें आप अव्यक्तरूपसे छिपे हुए हैं, इसलिये आपको 
*भवगुह्य' कहा गया है तथा आप रुद्ररूपसे इस भव-- 
संसारका विनाश करते हैं, इससे आपका नाम भव- 
विनाशी है। आपको प्रणाम है। आप यज्ञ, यज्ञरूप, 
यज्ञेश्वर और यज्ञकर्ममें संलग्न हैं; आपको नमस्कार है। 
ङाङ्घ धारण करनेबाले भगवानको प्रणाम है। सोनेके 
समान वर्णवाले परमात्माको नमस्कार है। चक्रधारी 
श्रीविष्णुको प्रणाम है। सत्य, सत्यभाव, सर्वसत्यमय, 
धर्म, धर्मकर्ता और सर्वविधाता आप भगवानको प्रणाम 
है। धर्म आपका अङ्ग है, आप श्रेष्ठ वीर और धर्मके 
आधारभूत हैं; आपको नमस्कार है। आप माया-मोहके 
नाशक होते हुए भी सब प्रकारकी मायाओंके उत्पादक हैं; 
आपको नमस्कार है। आप मायाधारी, मूर्त (साकार) 
और अमूर्त (निराकार) भी हैं; आपको प्रणाम है । आप 
सब प्रकारकी मूर्तियोंको धारण करनेवाले और 
कल्याणकारी हैं, आपको नमस्कार है। ब्रह्मा, ब्रह्मरूप 
और परन्रह्मस्वरूप आप परमात्माको प्रणाम हे ॥ आप 
सबके धाम तथा धामधारी हैं, आपको नमस्कार है । आप 
श्रीमान, श्रीनिवास, श्रीधर, क्षीरसागरवासी और अमृत- 
स्वरूप हैं; आपको प्रणाम है । [संसाररूपी रोगके लिये] 
महान्‌ औषध, दुष्टोंके लिये घोररूपधारी, महाप्रज्ञापरायण, 
अक्रूर (सौम्य), प्रमेध्य (परम पवित्र) तथा मेध्यं 
(पावन वस्तुओं) के स्वामी आप परमेश्वरको नमस्कार है । 
आपका कहीं अन्त नहीं है, आप अशेष (पूर्ण) और 
अनघ (पापरहित) हैं; आपको प्रणाम है । आकाशको 
प्रकाशित करनेवाले सूर्य-चन्द्रस्वरूप आपको नमस्कार 
है। आप हवनकर्म, हुतभोजी अग्नि तथा हविष्यरूप हैं; 
आपको नमस्कार है । आप बुद्ध (ज्ञानी), बुध (विद्वान) 
तथा सदा बुद्ध (नित्यज्ञानी) हैं; आपको प्रणाम है। 
स्वाहाकार, शुद्ध अव्यक्त, महात्मा, व्यास (वेदोंका 


विस्तार करनेवाले), वासव (वसुपुत्र इन्द्र) तथा 
वसुस्वरूप हैं; आपको नमस्कार है। आप वासुदेव, 
विश्वरूप और वहिस्वरूप हैं; आपको प्रणाम है ! हरि, 
कैवल्यरूप तथा वामनभगवानको नमस्कार है। 
सत्त्वगुणकी रक्षा करनेवाले भगवान्‌ नृसिंहदेबको प्रणाम 
है। गोबिन्द एवं गोपालको नमस्कार है। भगवन्‌ ! आप 
एकाक्षर (प्रणव), सर्वाक्षर (वर्णरूप) और हेसस्वरूप 
हैं; आपको प्रणाम है। तीन, पाँच और पचीस तत्त्व 
आपके ही रूप हैं; आप समस्त तत्त्वोके आधार हैं। 
आपको नमस्कार है। आप कृष्ण (सचिदानन्दस्वरूप), 
कृष्णरूप (इयामविग्रह) तथा लक्ष्मीनाथ हैं; आपको 
प्रणाम है। कमललोचन ! आप परमानन्दमय प्रभुको 
नमस्कार है। आप विश्वके भरण-पोषण करनेवाले तथा 
पापोके नाशक हैं, आपको प्रणाम है । पुण्योंमें भी उत्तम 
पुण्य तथा सत्यधर्मूप आप परमात्माको नमस्कार है । 
शाश्वत, अविनाशी एवं पूर्ण आकाशस्वरूप परमेश्वरको 
अणाम है । महेश्वर श्रीपद्मनाभको नमस्कार है। केशव ! 
आपके चरणकमलोंमें मैं प्रणाम करता हूँ। 
आनन्दकन्द ! कमलाप्रिय ! वासुदेव ! सर्वेश्वर ! ईशा ! 
मधुसूधन ! मुझे अपनी दासता प्रदान कीजिये । शङ्ख 
धारण करनेवाले शान्तिदायी केशव ! आपके चरणोंमें 
मस्तक झुकाता हूँ । प्रत्येक जन्ममें मुझपर कूपा कोजिये । 
मेरे स्वामी पद्मनाभ ! संसाररूपी दुःसह अझिके तापसे मैं 
दग्ध हो रहा हूँ; आप ज्ञानरूपी मेघकी धारासे मेरे तापको 
शान्त कीजिये तथा मुझ दीनके लिये शरणरूप हो जाइये । 
अङ्गके मुखसे यह स्तोत्र सुनकर भगवानूने अङ्गको 
अपने श्रीविग्रहका दर्शन कराया । उनका मेघके समान 
इयाम वर्ण तथा महान्‌ ओजस्वी शरीर था तथा हाथोंमें 
ङ्क, चक्र, गदा और पद्म शोभा दे रहे थे। सन ओर 
महान्‌ प्रकाश छा रहा था । श्रीभगवान्‌ गरुड़की पीठपर 
बैठे थे। अङ्गोंमें सन प्रकारके आभूषण शोभा पा रहे 
थे। हार, कङ्कण और कुण्डलोंसे सुशोभित तथा 
बनमालासे उज्ज्वल उनका अत्यन्त दिव्यरूप बड़ा सुन्दर 
जान पड़ता था। भगवान्‌ श्रीजनार्दन आङ्गके सामने 
विराजमान थे। श्रीवत्स नामक चिह्न और पुण्यमय 


= अर्चयस्व हृषीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


कौस्तुभमणिसे उनकी अपूर्व शोभा हो रही थो! वे 
सर्यदेवमय श्रीहरि समस्त अलङ्कारोंकी शोभासे सम्पन्न 
अपने श्रीविग्रहकी झाँकी कराकर ऋषिश्रेष्ठ अङ्गसे 
खोले--'महाभाग ! मैं तुम्हारी तपस्यासे संतुष्ट हूँ, तुम 
कोई उत्तम वर माँग लो।' 

अङ्गने भगवान्‌के चरणकमलोंमें बारंबार प्रणाम 
किया और अत्यन्त हर्षमें भरकर कहा--'देवेश्वर ! मैं 
आपका दास हुँ; यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो 
जैसी शोमा स्वर्गगें सम्पूर्ण तेजसे सम्पन्न इन्द्रकी है, वैसी 
ही शोभा पानेवाला एक सुन्दर पुत्र मुझे देनेकी कृपा 
करें! वह पुत्र सम्पूर्ण लोकोंकी रक्षा करनेवाला होना 
चाहिये । इतना ही नही, वह बालक समस्त देवताओंका 


प्रिय, ब्राह्मण-भक्त, दानी, त्रिल्रोकीका रक्षक, 
सत्यधर्मका निरन्तर पालन करनेवाला, यजमानोमें श्रेष्ठ, 
त्रिभुवनकी शोभा बढ़ानेवात्त्र, अद्वितीय शूरवीर, वेदोंका 
विद्वान्‌, सत्यप्रतिज्ञ, जितेन्द्रियः, शान्त, तपस्वी और 
सर्वशा्जविशारद हो । प्रभो ! यदि आप वर देनेके लिये 
उत्सुक हों तो मुझे ऐसा ही पुत्र होनेका वरदान दीजिये ।' 

भगवान्‌ वासुदेब बोले--महामते ! तुम्हें इन 
सदगुणोंसे युक्त उत्तम पुत्रकी प्राप्ति होगी, वह 
अत्रिवंशका रक्षक और सम्पूर्ण विश्वका पालन करने- 
वाला होगा। तुम भी मेरे परम धामको प्राप्त होगे । 

इस प्रकार वरदान देकर भगवान्‌ श्रीविष्णु 
अन्तर्घान हो गये। 


NK == 


सुनीथाका तपस्याके लिये वनमें जाना, रम्भा आदि सखियोंका वहाँ पहुँचकर 
उसे मोहिनी विद्या सिखाना, अङ्गके साथ उसका गान्धर्वखिवाह, 
वेनका जन्म और उसे राज्यकी प्राप्ति 


ऋषियोंने पूछा--सूतजी ! गन्धर्वश्रेष्ठ सुरुङ्कने 
जब सुनीथाको शाप दे दिया, तब चह शाप उसके 
ऊपर किस प्रकार लागू हुआ ? उसके बाद सुनीथाने 
कौन-कौन-सा कार्य किया? और उसको कैसा पुत्र 
आप्त हुआ? 

'सूतजी खोले-ब्राह्मणो ! हम पहले बता आये 
हैं कि सुशद्वके शाप देनेपर सुनीथा दुःखसे पीड़ित हो 
आपने पिताके निवासस्थानपर आयी और वहाँ उसने 
पितासे अपनी सारी करतूतें कह सुनायों। मृत्युने सन 
बातें सुनकर अपनी पुत्री सुनीथासे कहा--'नेटी ! तूने 
बड़ा भारी पाप किया है। तेरा यह कार्य धर्म और तेजका 
नाश करनेवाला है! काम-क्रोधसे रहित, परम शान्त, 
धर्मवत्सल और परन्रह्ममें स्थित तपस्वीको जो चोट 
भहुँचाता है, उसके पापात्मा पुत्र होता है तथा उसे उस 
पापका फल भोगना पड़ता है। वही जितेन्द्रिय और 

शान्त है, जो मारनेवालेको भी नहीं मारता । किन्तु तूने 
निर्दोष होनेपर भी उन्हें मारा है; अतः तेरे द्वारा यह महान्‌ 
पाप हो गया है। पहले तूते ही अपराध किया है; फिर 


उन्होंने भी शाप दे दिया । इसलिये अब तू पुण्यकर्मोका 
आचरण कर, सदा साधु पुरुषोंके सङ्गमें रहकर जीवन 
व्यतीत कर। प्रतिदिन योग, ध्यान और दानके द्वारा 
काल-यापन करती रह । 

बाले! सत्सङ्ग महान्‌ पुण्यदायक और परम 
कल्याणकारक होता है । सत्सङ्गका जो गुण है, उसके 
निषयमें एक सुन्दर दृष्टान्त देख । जल एक सद्भस्तु है; 
उसके स्पर्शसे, उसमें स्नान करनेसे, उसे पीनेसे तथा 
उसका दर्शन करनेसे भी बाहर और भीतरके दोष भुल 
जानेके कारण मुनिलोग सिद्धि प्राप्त करते हैं। तथा 
समस्त चराचर प्राणी भी जल पीते रहनेसे दीर्घायु होते 
हैं। [इसी प्रकार संतोके सङ्गसे मनुष्य शुद्ध एवं 
सफलमनोरथ होते हैं।] पुत्री ! सत्सङ्घसे मनुष्य संतोषी, 
मृदुगामी, सबका प्रिय करनेवाला, शुद्ध, सरस, 
चुण्यबलसे सम्पन्न, शारीरिक और मानसिक मलोंको दूर 
करनेवाला, झान्तस्वभाव तथा सबको सुख देनेवाला 
होता है। जैसे सुवर्ण अभिके सम्पर्कमें आनेपर मैल 
त्याग देता है, उसी प्रकार मनुष्य संतोंके सङ्गसे पापका 


भूमिखण्ड ] 


= सुनीथाकी तपस्या, अङ्गके साथ उसका गान्यर्बतिवाह और चेनका जन्म » 


२४९ 


&&४७७७७४०७७७४७४३५»७५००००००४००००»४०४*००७७४४*४$ ४59. $&+%»»*%*%८5%०००५४४»»४४०४५७५७४५९०५७५००५५०५५४५५४५३५०७४५४५७४७०#. 


परित्याग कर देता है ।* जिसमें सत्यकी अम्नि प्रज्वलित 
रहती है, वह अपने पुण्यमय तेजसे प्रकाशमान होता 
रहता है। जिसमें सत्यकी दीपि है, जो ज्ञानके द्वारा भी 
अत्यन्त निर्मल हो गया है तथा ध्यानके द्वारा अत्यन्त 
तेजस्वी प्रतीत होता है, पापसे पैदा हुए मनुष्य उसका 
स्पर्श नहीं कर सकते। सत्यरूपी अग्निसे महात्मा पुरुष 
पापरूपी ईधनको भस्म कर डालना चाहता है। इसलिये 
बेटी ] तुझे सत्यका संसर्ग करना चाहिये, असत्यका 
नहीं । महाभागे ! जाओ, भगवान्‌ श्रीविष्णुका चिन्तन 
करो; पापभावको छोड़कर केवल पुण्यका आश्रय लो ।' 
पिताके इस प्रकार समझानेपर दुःखमें पड़ी हुई 
सुनीथा उनके चरणोंमें प्रणाम करके निर्जन बनमें चली 
गयी और वहाँ एकान्तमें रहकर तपस्था करने लगी। 
उसने काम, क्रोध, बालोचित चपलता, मोह, द्रोह और 


ॐ: 


मायाको त्याग दिया । एक दिन उसके पास उसकी रम्भा 
आदि सखियाँ, जो तपःशक्तिसे सम्पन्न थीं, आयीं उन्होंने 
देखा, सुनीथा दुःखका अनुभव कर रही है । ध्यानके ही 
साथ उसे चिन्ता करते देख वहाँ आयी हुई सलेहियोंने 
कहा--'सखी ! तुम्हारा कल्याण हो, तुम चिन्ता 
किसलिये करती हो ? इस चिन्तामें क्‍यों डूबी हुई हो? 
अपने सन्तापका कारण बंताओ । चिन्ता तो केबल दुःख 
देनेवाली होती है। एक ही चिन्ता सार्थक मानी गयी है, 
जो धर्मके लिये की जाती है । धर्मनन्दिनी ! दूसरी चिन्ता 
जो योगियोंके हदयमें होती है, [जिसके द्वारा वे ब्रह्मका 
चिन्तन करते हैं] वह भी सार्थक है । इनके सिवा और 
जितनी भी चिन्ताएँ हैं, सब निरर्थक हैं । उसकी कल्पना 
भी नहीं करनी चाहिये । चिन्ता शरीर, बल और तेजका 
नाश करनेवाली है; वह सारे सुखोंको नष्ट कर डालती 
है। साथ ही रूपको भी हानि पहुँचाती है । चिन्ता तृष्णा, 
मोह और लोभ--इन तीन दोषोंको ले आती है तथा 
प्रतिदिन उसीमें घुलते रहनेपर वह पापको भी उत्पन्न 
करती है। चिन्ता रोगोंकी उत्पत्ति और नरककी प्राप्तिका 
कारण है। अतः चिन्ताको छोड़ो जीव पूर्वजन्ममें अपने 
क्मोँद्वार जिन शुभाशुभ भोगोंका उपार्जन करता है, 
उन्हींका चह दूसरे जन्ममें उपभोग करता है। अतः 
समझदारको चिन्ता नहीं करनी चाहिये। तुम चिन्ता 
छोड़कर अपने सुख-दुःख आदिको ही बात बताओ। 
सखियोंके ये वचन सुनकर सुनीथाने अपना वृत्तान्त 
कहना आरम्भ किया। पहले सुशङ्खने उसे चनमें जिस 
प्रकार शाप दिया था, वह सारी घटना उसने सहेलियोंसे 
कह सुनायी। उसने अपने अपराघोका भी वर्णन किया। 
उस समय महाभागा सुनीथा मानसिक दुःखसे बड़ा कष्ट 


* सतो, सङ्गो . महापुण्यो नहुक्षेमप्रदायकः । बारे पञ्य सुदृष्टान्ते सतां सङ्गस्य यद्रुणम्‌ ॥ . 
अपां संस्पर्शनात्छ्रानात्पानाद्‌ दर्शनतोऽपि वा ॥ 

मुनयः सिद्धिमायान्ति आह्यभ्न्तरक्षालिताः ! आयुष्मन्तो भवन्त्येते लोका: सर्वे चराचराः ॥. 

अघि सन्तोषशीलश्च मृदुगामी प्रियङ्करः । निर्मळ रसवाश्चासौ पुण्यदीर्यो मलापहः ॥ 

तथां झान्तो भवेत्‌ पुत्रि सर्वसौस्यप्रदायकः। यथा सहिप्रसंङ्गात्च मलं त्यजति काञ्चनम्‌॥ 


तथा सतो हि संसर्गात्‌ पापं त्यजति मानवः ॥ 


(३२। १४-१९} 


* अर्चयस्व हषीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ « 


[ संक्षिप्त पदापुराण 


पा रही थी। उसका सार वृत्तान्त सुनकर सखियोंने 
कहा--“महाभागे ! तुम्हें दुःखको तो त्याग ही देना 
चाहिये, क्योंकि वह शरीरका नाश करनेवाला है । शुभे ! 
तुम्हारे अङ्गोमे सती स्त्रियोंके जो उत्तम गुण हैं, उन्हें हम 
अन्यत्र कहीं नहीं देखतीं। उत्तम खियोंका पहला 
आभूषण रूप है, दूसरा शील, तीसरा सत्य, चौथा 
आर्यता (सदाचार), पाँचवाँ घर्म, छठा सतील्ब, सातवाँ 
दृढ़ता, आठवाँ साहस (कार्य करनेका उत्साह), नवाँ 
मङ्गलगान, दसबाँ कार्य-कुशलता, ग्यारहवाँ 
कामभावका आधिक्य और बारहवाँ गुण मीठे वचन 
बोलना है। बाले ! इन सभी गुणोने तुम्हारा सम्मान 
बढ़ाया है; अतः देवि | तुम तनिक भी भय न करो। 
बरानने ! जिस उपायसे तुम्हें धर्मात्मा पतिकी प्राप्ति होगी, 
उसे हम जानती हैं। तुम्हारा काम तो हमलोग ही सिद्ध 
कर देंगी। महाभागे ! अब तुम स्वस्थ एवं निश्चिन्त हो 
जाओ। हम तुम्हें एक ऐसी विद्या प्रदान करेंगी, जो 
पुरुषॉको मोहित कर लेती है। 
थह कहकर सखियोंने सुनीथाको बह सुखदायक 
बिद्याबल प्रदान किया और कहा--'कल्याणी ! तुम 
देवता आदिमेंसे जिस-जिस पुरुषको मोहित करना चाहो, 
उसे-ठसे तत्काल मोहित कर सकती हो ।' सखियोंके यों 
'कहनेपर सुनीथाने उस विद्याका अभ्यास किया। जब 
बह विद्या भलीभाँति सिद्ध हो गयी, तब सुनीथा बड़ी 
प्रसन्न हुई! नह सखियोंके साथ ही पुरुषोंको देखती हुई 
खनमें घूमने लगी । तदनन्तर उसने गङ्गाजीके तटपर एक 
रूपवान्‌ ब्राह्मणको देखा, जो समस्त शुभ लक्षणोंसे 
सम्पन्न और सूर्यके समान तेजस्वी थे। ने तपस्या कर रहे 
थे। उनका प्रभाव दिव्य था । उन तपस्वी महर्षिका रूप 
देखकर सुनीथाका मन मोह गया उसने अपनी सखी 
रम्भासे पूछा--“ये देवताऑसे भी श्रेष्ठ महात्मा कौन 
हैं ?' रम्भा नोली--'सखो ! अव्यक्त परमेश्वरसे 
ब्रह्माजीकी उत्पत्ति हुई है। उनसे प्रजापति अत्रिका जन्म 
हुआ, जो बड़े धर्मात्मा हैं। ये महामना तपस्वी उन्हींके 
पुत्र हैं, इसका नाम अङ्ग है। भद्रे! ये नन्दनवनमें आये 
थे। वहाँ नाना प्रकारके तेजसे सम्पन्न इन्द्रका वैभव 


देखकर इन्होंने भी उनके समान पद पानेकी. अभिलाषा 
की । सोचा--जब मुझे भी वंशको बढानेवाला ऐसा ही 
पुत्र प्राप्त हो, तब मेरा जन्म कल्याणकारी हो सकता है, 
साथ ही यश और कीर्ति भी मिल सकती है।' ऐसा 
बिचार करके इन्होंने तपस्या और नियमोंके द्वारा भगवान्‌ 
हृषीकेशकी आराधना की है। जब भगवान्‌ अत्यन्त 
प्रसन्न होकर इनके सामने प्रकट हुए, तब इन महर्षिने 
इस प्रकार वर माँगा--'मधुसूदन ! मुझे इन्द्रके समान 
वैभवशाली तथा अपने समान तेजस्वी एवं पराक्रमी पुत्र 
प्रदान कीजिये । बह पुत्र आपका भक्त एवं सब पापोंका 
नाश करनेवाला होना चाहिये ।' श्रीभगवानने कहा-- 
“महात्मन्‌ ! मैने तुम्हें ऐसा पुत्र होनेका बर दिया। वह 
सबका पालन करनेवाला होगा ।' [यों कहकर भगवान्‌ 
अन्तर्धान हो गये।] तबसे विप्रवर अङ्ग किसी पवित्र 
कन्याकी तलाझमें हैं। जैसी तुम सब आङ्गोसे मनोहर हो, 
बैसे ही कन्या वे चाहते हैं; अतः इन्हींको पतिरूपमें प्राप्त 
करो। इनसे तुम्हें पुण्यात्मा पुत्रकी प्राप्ति होगी। ये 
महाभाग तपस्वी और पुण्यबलसे सम्पन्न हैं। इनके 
बीर्यसे उत्पन्न हुआ पुत्र इन्हींको गुणसम्पत्तिसे युक्त, 
महातेजस्वी, समस्त धर्मात्माऑमें श्रेष्ठ, परम 
सौभाग्यशाली, युक्तात्मा और योगतत्त्वका ज्ञाता होगा ।' 
सुनीथा बोली--भद्रे ! तुमने ठीक कहा है, मैं 
ऐसा ही करूँगी । इस विद्यासे ब्राह्मणको मोहमें डाळूंगी । 
तुम मुझे सहायता प्रदान करो; जिससे इस समय मैं 
उनके पास जाऊँ। 
रम्भाने कहा- “मैं तुम्हारी सहायता करूँगी, तुम 

मुझे आज्ञा दो।' सुनीथाके नेत्र बड़े-बड़े थे। वह रूप 
और यौवनसे शोभा पा रही थी! उसने सद्धावनापूर्वक 
मायासे दिव्यरूप धारण किया। उसका मुख बड़ा ही 
मनोहर था | संसारमें उसके सुन्दर रूपकी कहीं तुलना 
नहीं थी । बह तीनों लोकोंको मोहित करने लगी । सुन्दरी 
सुनीथा झूलेपर जा बैठी और वीणा बजाती हुई मधुर 
स्वरमें गीत गाने लगी । उसका स्वर बड़ा मोहक था । 
उस समय महर्षि अङ्ग अपनी पवित्र गुफाके भीतर 
एकान्तमें ध्यान लगाये बैठे थे। ने काम-क्रोधसे रहित 


भूमिखण्ड ] 


# सुनीथाकी तपस्या, अङ्गके साथ उसका गान्धर्वविवाह और खेनका जन्म + 


२५१ 


235०४४५७७४००००००००००४४०५४०७५४७०७५७५०७८५०४ ४४3४ 833+»४3+.»७४५»४५५४»७५०»५०४४७४७४४४७४४४०४:2५29 ०222 ६2:20 ###26 5, 


होकर भगवान्‌ श्रीजनार्दनका चिन्तन कर रहे थे। उत्तम 
ताल-स्वरके साथ गाया हुआ वह मधुर और मनोहर 
गीत सुनकर अङ्गका चित्त ध्यानसे विचलित हो गया। 
उस मायामय सङ्गीतने उन्हें मोह लिया था। वे तुरंत ही 
आसनसे उठे और बारंबार इधर-उधर दृष्टि दौड़ाने लगे । 
मायासे उनका मन चञ्चल हो उठा था। वे बड़े वेगसे 
बाहर निकले और झूलेपर बैठी हुई वीणाघारिणी स्रीकी 
ओर देखा । वह मुसकराती हुई गा रही थी । महायशस्वी 
अङ्ग उसके गीत और रूप दोनॉपर मुग्ध हो गये। 
तत्पश्चात्‌ वे महान्‌ मोहके वशीभूत हो उस तरुणीके पास 
गये। विशाल नेत्र और मनोहर मुसकानवाली मृत्युको 
यशस्विमी कन्या सुनीथाको देखकर अङ्गने पूछा-- 
“सुन्दरी ! तुम कौन हो ? किसकी कन्या हो ? सखियोंसे 
घिरी हुई यहाँ किस कामसे आयी हो ? किसने तुम्हें इस 
बनमें भेजा है ?' 
परम बुद्धिमान्‌ अङ्गका यह महत्त्वपूर्ण वचन 
सुनकर सुनीथा उनसे कुछ न बोली। उसने केवल 
'सखीके मुखकी ओर देखा । रम्भाने इशारेसे कुछ कहकर 
सुनीथाको समझा दिया और वह स्वयं ही उन श्रेष्ठ 
ब्राह्मणसे आदरपूर्वक बोली- “'महर्षे ! यह मृत्युकी 
परम सौभाग्यवती कन्या है, लोकमें इसकी सुनीथाके 
नामसे प्रसिद्धि है । यह सभी शुभ लक्षणोंसे सम्पन्न है । 
इस समय यह बाला अपने लिये धर्मात्मा, तपस्वी, 
शान्त, जितेन्द्रिय, महाप्राज्ञ और वेदविद्या-विशारद 
पतिकी खोजमें है ।' 
यह सुनकर अङ्गने अप्सराओमें श्रेष्ठ रम्भासे 
कहा--'भद्रे ! मैंने सर्वविश्वमय भगवान्‌ श्रीहरिकी 
आराधना की है; उन्होंने मुझे पुत्र होनेका वरदान दिया है, 
जो सम्पूर्ण सिद्धियोंका दाता है। अतः इस वरदानकी 
सफलताके निमित्त--उत्तम पुत्रकी प्राप्तिके लिये मैं 
किसी पुण्यबलसे सम्पन्न महापुरुषकी कन्याके साथ 
विवाहका विचार कर रहा था; किन्तु कहीं भी अपने 
लिये परम मङ्गलमयी कन्या नहीं पा सका। यह धर्मकी 
सुमुखी कन्या धर्माचारपययणा है। यदि वास्तवमें यह 
पतिकी ही तलाझशमें है तो मुझे ही स्वीकार करे । इसकी 


प्राप्तिके लिये मैं अदेय वस्तु भी दे सकता हूँ।' 

रम्भा बोली--'द्विजश्रेष्ठ! आपको इसी प्रकार 
उदारतापूर्वक इसकी अभीष्ट वस्तु इसे देनी चाहिये । यह 
सदाके लिये आपकी धर्मपत्नी हो रही है; आप कभी 
इसका परित्याग न करें। इसके दोष-गुणोंपर कभी 
आपको ध्यान नहीं देना चाहिये । विप्रवर ! इस विषयमें 
आप मुझे प्रत्यक्ष विश्वास दिलाइये। सत्यकी प्रतीति 
दिलानेवाला अपना हाथ इसके हाथमें दीजिये ।" अङ्गने 
कहा--'एवमस्तु । निश्चय ही अपना हाथ मैंने इसे दे 
दिया।' 

इस प्रकार सत्यका विश्वास करानेवाला सम्बन्ध 
करके अङ्गने सुनीथाको गान्धर्व-विवाहकी प्रणालीके 
अनुसार ग्रहण किया । सुनीथाको उन्हें सौंपकर रम्भाके 
हृदयमें बड़ा हर्ष हुआ । वह अपनी सखीसे आज्ञा लेकर 
घरको चली गयी। दूसरी-दूसरी सखियोनि भी प्रसन्न 
होकर अपने-अपने घरकी राह ली । उन सब सहेलियोंके 
चले जानेपर द्विजश्रेष्ठ अङ्ग अपनी प्यारी पत्नीके साथ 
बिहार करने लगे । उसके गर्भसे उन्होंने एक सर्वलक्षण- 
सम्पन्न पुत्र उत्पन्न किया और उसका नाम वेन रखा। 
सुनीथाका वह महातेजस्वी बालक दिनोंदिन बढ़ने लगा 
और वेद-झास्त्र तथा उपकारी धनुर्वेदका अध्ययन करके 
समस्त विद्याओंका पारगामी विद्वान्‌ हो गया। क्योंकि 
वह बड़ा मेधावी था। अङ्गकुमार बेन सज्जनोचित 
आचारसे रहता था। बह क्षत्रियधर्मका पालन करने 
लगा! बैवस्वत मन्वन्तर आनेपर संसारकी सारी प्रजा 
राजाके बिना निरन्तर कष्ट पाने लगी। उस समय सब 
लोगेनि वेनको ही सब लक्षणोंसे सम्पन्न देखा । तब श्रेष्ठ 
ज्ञाह्मणॉने उन्हें प्रजापतिके पदपर अभिषिक्त कर दिया । 
तत्पश्चात्‌ समस्त ऋषि अपने-अपने तपोवनमें चले गये । 
उन सबके जानेके पश्चात्‌ अकेले वेन ही राज्यका पालन 
करने लगे । इस प्रकार वेन भूमण्डलके प्रजापालक हुए । 
उनके समयमें सब लोग सुखसे जीवन बिताते थे । प्रजा 
उनके धर्मसे प्रसन्न रहती थी । वेनके राज्यका प्रभाव 
ऐसा ही था । उनके शासनकालमें सर्वत्र धर्मका प्रभाव 
छा रहा था। 


— + — 


२५२ ० अर्चयस्व हवीकेश यदीच्छसि परं पदम्‌ + [ संक्षिप्त पद्मपुराण 


4444440 24442:2224442229422224 44442 येक ककती 84536७0७७७ ७4७७७०७ ५७७६७७४ ७७७७ ७७५०७७७७७७ ७७७७७७७. 


छदावेषधारी पुरुषके द्वारा जैन-धर्मका वर्णन, उसके बहकावेमें आकर बेनकी पापमें 
प्रवृत्ति और सप्तर्षियोंद्रार उसकी भुजाओंका मन्थन 


ऋषियोंने पूछा--सूतजी ! जन इस प्रकार राजा वेनका वचन सुनकर उस पुरुषने उत्तर दिया--'तुम इस 
वेनकी उत्पत्ति ही महात्मा पुरुषसे हुई थी, तब उन्होंने प्रकार धर्मके पचड़ेमें पड़कर जो राज्य चला रहे हो, वह 
धर्ममय आचरणका परित्याग करके पापमें कैसे मन सन व्यर्थ है। तुम बड़े मूढ़ जान पड़ते हो। [मेरा 
लगाया ? परिचय जानना चाहते हो तो सुनो] मैं देवताओका परम 
सूतजी बोले--वेनकी जिस प्रकार पापाचारमें पूज्य हूँ। मैं ही ज्ञान, मैं ही सत्य और मैं हो सनातन ब्रह्म 
प्रवृत्ति हुई, वह सब बात मैं बता रहा हूँ। धर्मके ज्ञाता हूँ। मोक्ष भी मैं ही हूँ। मे ब्रह्माजीके देहसे उत्पन्न 
प्रजापालक राजा वेन जब शासन कर रहे थे, उस समय सत्यप्रतिज्ञ पुरुष हूँ। मुझे जिनस्वरूप जानो। सत्य और 
कोई पुरुष छद्यवेष धारण किये उनके दरबारमें आया। धर्म ही मेरा कलेवर है। ज्ञानपरायण योगी मेरे ही 
उसका नंग-धड़ंग रूप, विशाल शरीर और सफेद सिर स्वरूपका ध्यान करते हैं। 
था। वह बड़ा कान्तिमान्‌ जान पड़ता था। काँखमें खेनने पूछा--आपका धर्म कैसा है? आपका 
मोरपंखकी बनी हुई मार्जनी (ओघा) दबाये और एक शास्त्र क्या है ? तथा आप किस आचारका पालन करते 
हाथमें नारियलका जलपात्र (कमण्डलु) धारण किये हैं? ये सब बातें बताइये । 
बह वेद-शाखोंको दूषित करनेवाले शासत्रका पाठ कर जिन बोला- जहाँ 'अर्हन्‌' देवता, निर्ग्रन्थ गुरु 
रहा था। जहाँ महाराज वेन बैठे थे, उसी स्थानपर वह और दयाको ही परम धर्म बताया गया है, वहीं मोक्ष 
बड़ी उतावलीके साथ पहुँचा। उसे आया देख वेनने देखा जाता है। यही जैन-दर्शन है । इसमें तनिक भी 
'पूछा--'आप कौन हैं, जो ऐसा अद्भुत रूप धारण किये सन्देह नहीं है । अब मैं अपने आचार बतला रहा हूँ! मेरे 
यहाँ आये हैं ? मेरे सामने सब बातें सच-सच बताइये।' मतमें यजन-याजन और वेदाध्ययन नहीं है । 
सन्ध्योपासन भी नहीं है । तपस्या, दान, स्वधा (श्राद्ध) 
और स्वाहा (अम्रिहोत्र)का भी परित्याग किया गया है । 
इव्य-कव्य आदिकी भी आवश्यकता नहीं है । यज्ञ- 
यागादि क्रियाऑका भी अभाव है। पितरोंका तर्पण, 
अतिथियॉका सत्कार तथा बकिवैश्वदेव आदि कर्मका 
भी विधान नहीं किया गया है । केवल 'अर्छन्‌' का ध्यान 
ही उत्तम माना गया है। जैन-मार्गमें प्रायः ऐसे धर्मका 
आचरण ही दृष्टिगोचर होता है। 
प्राणियोंका यह शरीर पांचों तत्त्वोसे ही जनता और 
परिपुष्ट होता है । आत्मा वायुस्वरूप है; अतः श्राद्ध और 
यज्ञ आदि क्रियाओंकी कोई आवश्यकता नहीं है । जैसे 
पानीमें जल-जन्तुओका समागम होता है तथा जिस 
प्रकार बुलबुले पैदा होते और विलीन हो जाते हैं, उसी 
अकार ` संसारमें समस्त प्राणियोंका आवागमन होता 


भूमिखण्ड ] 


» छरावेषधारी पुरुषद्वारा जैन-घर्म-वर्णन और वेनकी पापमें प्रवृत्ति * 


२५३ 


रहता है। अन्तकाल आनेपर वायुरूप आत्मा शरीर 
छोड़कर चला जाता है और पञ्चतत्व पाँचों भूतेमि मिल 
जाते हैं। फिर मोहसे मुग्ध मनुष्य परस्पर मिलकर मरे 
हुए जीवके लिये श्राद्ध आदि पारलौकिक कृत्य करते हैं। 
मोहवश क्षयाह तिथिको पितरोंका तर्पण करते हैं। भला, 
मरा हुआ मनुष्य कहाँ रहता हे ? किस रूपमें आकर 
श्राद्ध आदिका उपभोग करता है ? मिष्टात्न खाकर तो 
ब्राह्मणलोग तृप्त होते हे । [मृतात्माको कया मिलता 
है ?] इसी प्रकार दानकी भी आवश्यकता नहीं जान 
पड़ती । दान क्यों दिया जाता है ? दान देना उत्कृष्ट कर्म 
नहीं समझना चाहिये । यदि अन्नका भोजन किया जाय 
तो इसीमें उसकी सार्थकता है । यदि दान ही देना हो तो 
दयाका दान देना चाहिये, दयापरायण होकर प्रतिदिन 
जीवोंकी रक्षा करनी चाहिये। ऐसा करनेवाला पुरुष 
चाण्डाल हो या शुद्र, उसे राह्मण ही कहा गया है | 
दानका भी कोई फल नहीं हैं, इसलिये दान नहीं देना 
चाहिये । जैसा श्राद्ध, बैसा दान; दोनोंका एक ही उद्देश्य 
है। केवल भगवान्‌ जिनका बताया हुआ धर्म ही भोग 
तथा मोक्ष प्रदान करनेवाला है । मैं तुम्हारे सामने उसीका 
बर्णन करता हूँ। वह बहुत पुण्यदायक है । पहले शान्त- 
चित्तसे सबपर दया करनी चाहिये। फिर हृदयसे-- 
मनके शुद्ध भावसे चराचरस्वरूप एकमात्र जिनकी 
आराधना करनी चाहिये । उन्हीँको नमस्कार करना उचित 
है। नृपश्रेष्ठ वेन ! माता-पिताके चरणॉमें भी कभी 
मस्तक नहीं झुकाना चाहिये; फिर औरोंकी तो बात ही 
कया है ? 
वेनने पूछा--ये त्राह्मण तथा आचार्यगण गङ्गा 
आदिं नदियॉको पुण्यतीर्थ बतलाते हैं; इनका कहना है, 
ये तीर्थ महान्‌ पुण्य प्रदान करनेवाले हैं । इसमें कहाँतक 
सत्य है, यह नतानेकी कृपा कीजिये । 
जिन खोला--महाराज ! आकाशसे बादल एक 
ही समय जो पानी बरसाते हैं, वह पृथ्वी और पर्वत-- 
सभी स्थानोंमें गिरता है । बही बहकर नदियोंमें एकत्रित 
होता है और वहाँसे सर्वत्र जाता है। नदियाँ तो जल 
बहानेवाली हैं ही, उनमें तीर्थ कैसा। सरोवर और 


समुद्र-सभी जख्के आश्रय हैं, पृथ्वीको धारण 
करनेवाले पर्वत भी केवल पत्थरकी राशि हैं, इनमें तीर्थ 
नामकी कोई वस्तु नहीं है। यदि समुद्र आदिमें स्त्रान 
करनेसे सिद्धि मिलती है तो मछलियोंको सबसे पहले 
सिद्ध होना चाहिये; पर ऐसा नहीं देखा जाता । राजेन्द्र ! 
एकमात्र भगवान्‌ जिन ही सर्वमय हैं, उनसे बढ़कर न 
कोई धर्म है न तीर्थ! संसारमें जिन ही सर्वश्रेष्ठ हैं; 
अतः उन्हींका ध्यान करो, इससे तुम्हें नित्य सुखकी 
आप्ति होगी। 

इस प्रकार उस पुरुषने वेद, दान, पुण्य तथा 
यज्ञरूप समस्त धर्मोकी निन्दा करके अङ्ग-कुमार राजा 
वेनको पापके भावोंद्वार बहुत कुछ समझाया-बुझाया । 
उसके इस प्रकार समझानेपर जेनके हृदयमें 'पापभावका 
उदय हो गया । बेन उसकी बातोंसे मोहित हो गया । 
उसने उसके चरणोंमें प्रणाम करके वैदिक घर्म तथा 
सत्य-घर्म आदिकी क्रियाओऑको त्याग दिया । पापात्मा 
वेनके शासनसे संसार पापमय हो गया--उसमें सन 
तरहके पाप होने लगे । बेने वेद, यज्ञ और उत्तम 
घर्मशाखोंका अध्ययन बंद करा दिया । उसके शासनमें 
ब्राह्माणलोग न दान करने पाते थे न स्वाध्याय। इस 
प्रकार धर्मका सर्वथा लोप हो गया और सन ओर महान्‌ 
पाप छा गया। वेन अपने पिता अङ्गके मना करनेपर भी 
उनकी आज्ञाके विपरीत ही आचरण करता था। बह 
दुरात्मा न पिताके चरणोंमें प्रणाम करता था न मालाके । 
वह पुण्य, तीर्थ-सत्रान और दान आदि भी नहीं करता 
था। उसके महायशस्वी पिताने अपने भाव और 
स्वरूपपर बहुत कालतक निचार किया, किन्तु किसी 
तरह उनकी समझमें यह जात नहीं आयी कि खेन पापी 
कैसे हो गया। 

तदनन्तर एक दिन सप्तर्षि अङ्ग-कुमार वेनके पास 
आये और उसे आश्वासन देते हुए बोले--'बेन । 
दुःसाहस न करो, तुम यहाँ समस्त प्रजाके रक्षक बनाये 
गये हो; यह सारा जगत्‌ तुमपर ही अवलम्बित है, 
भर्माधर्मरूप सम्पूर्ण विश्वका भार तुम्हारे ही ऊपर है। 
अतः पाप-कर्म छोड़कर घर्मका आचरण करो ।' 


२७४ 


* अर्चयस्व इवोकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


सप्र्षियोके यों कहनेपर वेन हँसकर बोला--मैं ही 
परम घर्म हूँ और मैं ही सनातन देवता अईन हूँ। धाता, 


रक्षक और सत्य भी मै ही हूँ। मै परम पुण्यमय सनातन 
जैनधर्म हूँ। ब्राह्मणो ! मुझ धर्मरूपी देवताका ही 
तुमलोग अपने कर्मोद्वारा भजन करो ।' 

ऋषि बोले--राजेन्द्र ! ब्राह्मण, क्षत्रिय और 
चैञ्य--ये तीन वर्ण द्विजाति कहलाते हैं। इन सभी 
चणेकि लिये सनातन श्रुति ही परम प्रमाण है । समस्त 
आणी बैदिक आचारसे ही रहते हैं और उसीसे जीविका 
चलाते हैं । राजाके पुण्यसे प्रजा सुखपूर्वक जीवन-निर्वाह 
करती है और राजाके पापसे उसका नाश हो जाता है; 


इसलिये तुम सत्यका आचरण करो। यह जैनधर्म 
सत्ययुग, त्रेता और द्वापरका धर्म नहीं है; कलियुगका 
प्रवेश होनेपर ही कुछ मनुष्य इसका आश्रय लेंगे । 
जैनधर्म ग्रहण करके सब मनुष्य पापसे मोहित हो 
जायेंगे; वे वैदिक आचारका त्याग करके पाप बटोरेंगे । 
भगवान्‌ श्रीगोविन्द सब पापोंके हरनेवाले हैं। वे ही 
कलियुगमें पापोंका संहार करेंगे । पापियोके एकत्रित 
होनेपर म्लेच्छोंका नाश करनेके लिये साक्षात्‌ भगवान्‌ 
श्रीविष्णु ही कल्किरूपमें अवतीर्ण होंगे, इसमें तनिक भी 
सन्देह नहीं है । अतः वेन ! तुम कलियुगके व्यवहारको 
त्याग दो और पुण्यका आश्रय लो । 

चेनने कहा--ब्राह्मणो ! मैं ज्ञानियोंमें श्रेष्ठ हूँ, 
विश्वका ज्ञान मेरा ही ज्ञान है। जो मेरी आज्ञाके विपरीत 
बर्ताव करता है, वह निश्चय ही दण्डका पात्र है। 

पापबुद्धि राजा बेनको बहुत बढ़-बढ़कर बातें करते 
देख ब्रह्माजीके पुत्र महात्मा सप्तर्षि कुपित हो उठे । उनके 
झापके भयसे वेन एक बाँबीमें घुस गया; किन्तु वे 
ब्रह्मर्षि उस क्रूर पापीको वहाँसे बलपूर्वक पकड़ लाये 
और क्रोधमें भरकर राजाके बायें हाथका मन्थन करने 
लगे । उससे एक नीच जातिका मनुष्य पैदा हुआ, जो 
बहुत ही नाटा, काला और भयङ्कर था । वह निषादों और 
विशेषतः म्लेच्छोंका धारण-पोषण करनेवाला राजा 
हुआ । तत्पश्चात्‌ ऋषियोने दुरात्मा वेनके दाहिने हाथका 
मन्थन किया । उससे महात्मा राजा पृथुका जन्म हुआ, 
जिन्होंने वसुन्धराका दोहन किया था। उन्हींके पुण्य- 
प्रसादसे राजा वेन धर्म और अर्थका ज्ञाता हुआ । 


"स्या VA 


बेनव्की तपस्या और भगवान श्रीविष्णुके द्वारा उसे दान-तीर्थ आदिका उपदेश 


सूतजी कहते हैं- द्विजवरो ! ऋषियोंके पुण्यमय 
संसर्गसे, उनके साथ वार्तालाप करनेसे तथा उनके द्वारा 
शरीरका मन्थन होनेसे, वेनका पाप निकल 'गया। 
तत्पश्चात्‌ उसने नर्मदाके दक्षिण तटपर रहकर तपस्या 
आरम्भ की! तृणविन्दु ऋषिके पापनाराक आश्रमपर 
निवास करते हुए वेनने काम-क्रोधसे रहित हो सौ वर्षोसे 


कुछ अधिक कालतक तप किया । राजा वेन निष्पाप हो 
गया था। अतः उसकी तपस्यासे प्रसन्न होकर शङ्क, चक्र 
और गदा घारण करनेवाले भगवान्‌ श्रीविष्णुने उसे 
प्रत्यक्ष दर्शन दिया और प्रसन्नतापूर्वक कहा--'राजन्‌ ! 
तुम मुझसे कोई उत्तम बर माँगो ।' 

खेनने कहा--देवेश्वर ! यदि आप असन्न हैं तो मुझे 


भूमिखण्ड ] 


» देनकी तपस्या और भगवान्‌ श्रीविष्णुके द्वारा उसे दान-तीर्थ आदिका उपदेश + 


२५५ 


4424९३४४०५५०५७ ७५५७७७५७५७ ७७५ ७७१११७७७७७ ७७७७ तक कक कडक कडक ४७४०४» 8» 99:95 %४&#&४*&*.5#. 


'यह उत्तम वर दीजिये। मैं पिता और माताके साथ इसी 
'शरीरसे आपके परमपदको प्राप्त करना चाहता हूँ । देव ! 
आपके ही तेजसे आपके परमधाममें जाना चाहता हूँ। 
भगवान श्रीविष्णु जोले--महाभाग ! पूर्वकालमें 
तुम्हारे महात्मा पिता अङ्गने भी मेरी आराधना को थी। 
उसी समय मैंने उन्हें वरदान दिया था कि तुम अपने 
पुण्यकर्मसे मेरे परम उत्तम धामको प्राप्त होगे । वेन ! मैं 
तुम्हें पहलेका वृत्तान्त बतला रहा हूँ। तुम्हारी माता 
सुनीथाको बाल्यकाळमें सुशङ्कने कुपित होकर शाप 
दिया था। तदनन्तर तुम्हारा उद्धार करनेकी इच्छासे मैंने 
ही राजा अङ्गको वरदान दिया कि "तुम्हें सुयोग्य पुत्रकी 
प्राप्ति होगी ।' गुणवत्सल ! तुम्हारे पितासे तो मैं ऐसा कह 
ही चुका था, इस समय तुम्हारे शरीरसे भी मैं ही [पृथुके 
रूपमें] प्रकट होकर लोकका पालन कर रहा हूँ। पुत्र 
अपना ही रूप होता है--यह श्रुति सत्य है। अतः 
राजन्‌ ! मेरे वरदानसे तुम्हें उत्तम गति मिलेगी । अब तुम 
एकमात्र दान-धर्मका अनुष्ठान करो । दान ही सबसे श्रेष्ठ 
भर्म है; इसलिये तुम दान दिया करो । दानसे पुण्य होता 
है, दानसे पाप नष्ट हो जाता है, उत्तम दानसे कीर्ति होती 
है और सुख मिलता है। जो श्रद्धायुक्त चित्तसे सुपात्र 
आहाणको गौ, भूमि, सोने और अन्न आदिका महादान 
देता है, वह अपने मनसे जिस-जिस वस्तुकी इच्छा 
करता है, वह सन मैं उसे देता हूँ। 
वेनने कहा--जगन्नाथ! मुझे दानोपयोगी 
कालका लक्षण नतलाइये, साथ ही तीर्थका स्वरूप और 
पात्रके उत्तम लक्षणका भी वर्णन कीजिये। दानकी 
निधिको चिस्तारके साथ बतलानेकी कृपा कीजिये । मेरे 
भनमें यह सब सुननेकी बड़ी श्रद्धा है। 
भगवान्‌ श्रीविष्णु खोले--राजन्‌ ! मैं दानका 
समय बताता हूँ। महाराज ! नित्य, नैमित्तिक और 
काम्य--ये-दानकालके तीन भेद हैं । चौथा भेद आयिक 
(मृत्यु) सम्बन्धी कहलाता है । भूपाल ! मेरे अंशभूत 
सूर्यको उदय होते देख जो जलमात्र भी अर्पण करता है, 
उसके पुण्यवर्द्धक नित्यकर्मकी कहाँतक प्रशंसा की 
जाथ। उस उत्तम बेलाके प्राप्त होनेपर जो श्रद्धा और 


भक्तिके साथ स्नान करता तथा पितरों और देवताऑका 
पूजन करके दान देता है, जो अपनी शक्ति और प्रभावके 
अनुसार दयाई-चित्तसे अन्न-जल, फल-फूल, वस्त्र, 
पान, आभूषण, सुवर्ण आदि वस्तुएँ, दान करता है, 
उसका पुण्य अनन्त होता है। राजन्‌! मध्याह्न और 
तीसरे पहरमें भी जो मेरे उद्देशयसे खान-पान आदि वस्तुएँ 
दान करता है, उसके पुण्यका भी अन्त नहीं है । अतः 
जो अपना कल्याण चाहता है, उस पुरुषको तीनों समय 
निश्चय ही दान करना चाहिये। अपना कोई भी दिन 
दानसे खाली नहीं जाने देना चाहिये। राजन्‌! दानके 
अभावसे मनुष्य बहुत बड़ा बुद्धिमान, अधिक 
सामर्थ्यशाली, धनाढ्य और गुणवान्‌ होता है । यदि एक 
पक्ष या एक मासतक मनुष्य अन्नका दान नहीं करता तो 
मैं उसे भी उतने ही समयतक भूखा रखता हूँ । उत्तम दान 
न देनेवाला मनुष्य अपने मलका भक्षण करता है। मैं 
उसके शरीरमें ऐसा रोग उत्पन्न कर देता हूँ, जिससे उसके 
सब भोगोंका निवारण हो जाता है। जो तीनों कालॉमें 
ब्राह्मणों और देवताओंको दान नहीं देता तथा स्वयं ही 
मिष्टान्न खाता है, उसने महान्‌ पाप किया है। महाराज ! 
शरीरको सुखा देनेवाले उपवास आदि भयंकर ्रायश्चि्तोके 
द्वारा उसको अपने देहका शोषण करना चाहिये । 

नरश्रेष्ठ ! अब मैं तुम्हारे सामने नैमित्तिक 
पुण्यकालका वर्णन करता हूँ, मन लगाकर सुनो । 
महाराज ! अमावास्या, पूर्णिमा, एकादशी, संक्रान्ति, 
व्यतीपात और वैधृति नामक योग तथा माघ, आषाढ़, 
वैशाख और कार्तिककी पूर्णिमा, सोमवती अमावास्या, 
मन्वादि एवं युगादि तिथियाँ, गजच्छाया (आश्विन कृष्णा 
त्रयोदशी) तथा पिताकी क्षयाह तिथि दानके नैमित्तिक 
काल बताये गये हैं । नृपश्रेष्ठ ! जो मेरे उद्देश्यसे 
भक्तिपूर्वक ब्राह्मणको दान देता है, उसे मै निश्चयपूर्वक 
महान्‌ सुख और खर्ग, मोक्ष आदि बहुत कुछ प्रदान 
करता हूँ। 

अब दानका फल देनेवाले काम्य-कारूका वर्णन 
करता हूँ। समस्त त्रतों और देवता आदिके निमित्त जब 
'सकामभावसे दान दिया जाता है, उसे श्रेष्ठ ब्राह्मणोंने 


२५६ 


दानका काम्यकाल बताया है। राजन्‌ ! मैं तुमसे 
आभ्युदयिक. कालका भी वर्णन करता हूँ। सम्पूर्ण 
झुधकर्मोका अवसर, उत्तम वैवाहिक उत्सब, नवजात 
पुत्रके जातकर्म आदि संस्कार तथा चूड़ाकर्म और 
उपनयन आदिका समय, मन्दिर, ध्वजा, देवता, बावली, 
कुआं, सरोवर और बगीचे आदिकी प्रतिष्ठाका शुभ 
अवसर--इन सबको आभ्युदयिक काल कहा गया है। 
उस समय जो दान दिया जाता है, वह सम्पूर्ण 
लिद्धियोंको देनेवाला होता है। 
नृपश्रेष्ठ ! अब मैं पाप और पीड़ाका निवारण 
करनेवाले अन्य कालका वर्णन करता हूँ। मृत्युकाल प्राप्त 
होनेपर अपने झारीरके नाशको समझकर दान देना 
चाहिये | वह दान यमलोकके मार्गमे सुख पहुँचानेवाला 
होता है । महाराज ! नित्य, नैमित्तिक और काम्याभ्युदयिक 
काल्से भित्र अन्त्यकाल (मृत्युसम्बन्धी काल) का तुम्हें 
परिचय दिया गया! ये सभी काळ आपने कर्मोका फल 
देनेनाले बताये गये हैं। 
राजन्‌ ! अब यैं तुम्हें तीर्थका लक्षण बताता हूँ। 
उत्तम तीर्थोमें ये गङ्गाजी बड़ी पावन जान पड़ती हैं इनके 
सिवा सरस्वती, नर्मदा, यमुना, तापी (ताप्ती), चर्मण्वती, 
सरयू, घाघरा और बेणा नदी भी पुण्यमयी तथा पापोंका 
नाझ करनेवाली हैं । कावेरी, कपिला, निशाला, गोदावरी 
और तुड्गभद्रा-ये भी जगतको पवित्र करनेवाली' मानी 
गयी हैं। भीमरथी नदी सदा पापोंको भय .देनेवाळी 
बतायी गयी है । वेदिका, कुष्णगङ्गा तथा अन्यान्य श्रेष्ठ 
-नदियाँ भी उत्तम हैं। पुण्यपर्वके अवसरपर स्रान करनेके 
लिये इनसे सम्बद्ध अनेक तीर्थ हैं। गाँव अथवा 
जंगलमें--जहाँ भी नदियाँ हों, सर्वत्र ही वे पावन मानी 
गयी हैं। अतः वहाँ जाकर स्नान, दान आदि कर्म करने 
चाहिये । यदि नदियोंके तीर्थका नाम ज्ञात न हो तो 
उसका 'विष्णुतीर्थ' नाम रख लेना चाहिये । सभी तीर्थोमें 
मै ही देवता हूँ। तीर्थ भी मुझसे भिन्न नहीं हैं--यह 
निश्चित बात है। जो साधक तीर्थ-देवताओंके : पास 


जाकर मेरे ही नामका उचारण करता है, उसे मेरे नामके - 


अनुसार ही पुण्य-फल प्राप्त होता है। नूपनन्दन ! अज्ञात 


तीर्थो और देवताऑकी संनिधिमें ज्ञान-दान आदि करते 
हुए मेरे ही नामका उच्चारण करना चाहिये । विधाताने 
तीर्थोंका नाम ही ऐसा रखा है। 

भूमण्डलूपर सात सिन्धु परम पवित्र और सर्वत्र 
स्थित हैं। जहाँ कहीं भी उत्तम तीर्थ भ्रा हो, वहाँ 
'त्रान-दान आदि कर्म करना चाहिये। उत्तम तीर्थोके 
प्रभावसे अक्षय फलकी आफ्ठि होती है । राजन्‌! मानस 
आदि सरोवर भी पावन तीर्थ बताये गये हैं तथा जो 
छोटी-छोटी नदियाँ हैं, उनमें भी तीर्थ प्रतिष्ठित है। 
कुएँको छोड़कर जितने भी खोदे हुए जलाशय हैं, उनमें 
तीर्थकी प्रतिष्ठा है। भूतलपर जो मेरु आदि पर्वत हैं, वे 
भी तीर्थरूप हैं। यज्ञभूमि, यज्ञ और अग्निहोत्रमें भी 
तीर्थकी प्रतिष्ठा है। शुद्ध श्राद्धभूमि, देवमन्दिर, 
होमशाला, वैदिक स्वाध्यायमन्दिर, घरका पवित्र-स्थान 
और गोशाला--ये सभी उत्तम तीर्थ है । जहाँ सोमयाजी 
ब्राह्मण निवास करता हो, वहाँ भी तीर्थकी प्रतिष्ठा है। 
जहाँ पवित्र नगीचे हों, जहाँ पीपल, त्रहावृक्ष (पाकर) 
और बरगदका वृक्ष हो तथा जहाँ अन्य जंगली वृक्षॉका 
समुदाय हो, उन सब स्थानोंपर तीर्थका निवास है। इस 
अकार इन तीर्थोका वर्णन किया गया। जहाँ पिता और 
माता रहते हैं, जहाँ पुराणोंका पाठ होता है, जहाँ गुरुका 
निवास है तथा जहाँ सती स्त्री रहती है वह स्थान 
निस्संदेह तीर्थ है।-जहाँ श्रेष्ठ पिता और सुयोग्य पुत्र 
निवास करते हैं, वहाँ भी तीर्थ है। ये सभी स्थान तीर्थ 
माने गये हैं। 

महाप्राज्ञ ! अब तुम दानके उत्तम पात्रका लक्षण 
सुनो । दान श्रद्धापूर्वक देना चाहिये । उत्तम कुलमें उत्पन्न, 
वेदाध्ययनमें तत्पर, शान्त, जितेन्द्रिय, दयालु, शुद्ध, 
बुद्धिमान, ज्ञानवान्‌, देवपूजापरायण, तपस्वी, निष्णुभक्त, 
ज्ञानी, घर्मज्ञ, सुशील और पाखण्डियोके संगसे रहित 
ब्राह्मण “ही दानका श्रेष्ठ पात्र है । ऐसे पात्रको पाकर 
अवश्य दान देना चाहिये। अब मैं दूसरे दान-पात्रोंको 
बताता हूँ। उपर्युक्त गुणोंसे युक्त बहिनके पुत्र (भानजे) 
को तथा पुत्रीके पुत्र (दौहित्र) को भी दानका उत्तम पात्र 
समझो। इन्हीं भावोंसे युक्त दामाद, गुरु और यज्ञकी 


भूमिखण्ड ] » भ्रीविष्णुद्वारा नैमित्तिक और आध्युदयिक आदि दानोंका वर्णन, सती सुकलाकी कथा + 


दीक्षा लेनेवाला पुरुष भी उत्तम पात्र है। नरश्रेष्ठ । ये दान 
देनेयोग्य श्रेष्ठ पात्र बताये गये हैं। जो वेदोक्त आचारसे 
युक्त हो, वह भी दान-पात्र है । धूर्त और काने ब्राह्मणको 
दान न दे। जिसकी स्त्री अन्याययुक्त दुष्कर्ममें प्रवृत्त हो, 
जो स्त्रीके बशीभूत रहता हो, उसे दान देना निषिद्ध है। 
चोरको भी दान नहीं देना चाहिये। उसे दान देनेबाला 
मनुष्य तत्काल चोरके समान हो जाता है। अत्यन्त जड 
और विशेषतः शठ ब्राह्मणको भी दान देना उचित नहीं 
है। वेद-शास्त्रका ज्ञाता होनेपर भी जो सदाचारसे रहित 


हो, वह श्राद्ध और दानमें सम्मिलित करनेयोग्य कदापि 
नहीं है श्रद्धापूर्वक उत्तम कालमें, उत्तम तीर्थमे और 
उत्तम पात्रको दान देनेसे उत्तम फल मिलता है | राजन्‌ ! 
संसारमें प्राणियोंके लिये श्रद्धाके समान पुण्य, श्रद्धाके 
समान सुख और श्रद्धाके समान तीर्थ नहीं है।* 
नृपश्रेष्ठ ! श्रद्धा-भावसे युक्त होकर मनुष्य पहले मेरा 
स्मरण करे, उसके बाद सुपात्रके हाथमें द्रव्यका दान दे । 
इस प्रकार विधिवत्‌ दान करनेका जो अनन्त फल है, 
उसे मनुष्य पा जाता है और मेरी कृपासे सुखी होता है । 


वन क सलनाल 
श्रीविष्णुद्दार नैमित्तिक और आभ्युदयिक आदि दानोंका वर्णन और पत्रीतीर्थके 
ज्रसङ्गमें सती सुकलाकी कथा 


भगवान्‌ श्रीविष्णु कहते हैं--नृपश्रेष्ठ ! अन मैं 
पुनः नैमित्तिक दानका वर्णन करता हूँ। जो सत्पात्रको 
हाथी, घोड़ा और रथ दान करता है, वह भृत्यॉसहित 
पुण्यमय प्रदेशका राजा होता है । राजा होनेके साथ ही 
वह धर्मात्मा, विवेकी, बलवान्‌, उत्तम बुद्धिसे युक्त, 
सम्पूर्ण प्राणियोकि लिये अजेय और महान्‌ तेजस्वी होता 
है। महाराज ! जो महान्‌ पर्व आनेपर भूमिदान अथवा 
गोदान करता है, बह सब भोगोँका अधीश्वर होता है। जो 
पर्व आनेपर तीर्थमें गुप्त दान देता है, उसे शीघ्र ही अक्षय 
निधियोंकी प्राप्ति होती है ।-जो तीर्थोंमें महापर्वके प्राप्त 
होनेपर ब्राह्मणको सुन्दर वस्र 'और सुवर्णका महादान 
देता है, उसके बहुत-से सद्रुणी और केदेकि पारगामी पुत्र 
उत्पन्न होते हैं। वे सभी आयुष्मान, पुत्रवान्‌, यशस्वी, 
पुण्यात्मा, यज्ञ करनेवाले तथा तत्त्वज्ञानी होते हैं। 
महामते ! दान करनेवालेको सुख, पुण्य एवं धनकी 
आप्ति होती है । महाराज ! कपित्त्र गौका दान करनेवाले 
पुरुष महान्‌ सुख भोगते हैं; ब्रह्माकी-आयुपर्यन्त वे भी 
ब्रह्मजोकमें निवास करते हैं। सुशील ज्राह्मणको 
वख्रसहित -सुबर्णकां दान देकर मनुष्य अग्रिके समान 
तेजस्वी होता हैं और अपनी इच्छाके अनुसार वैकुण्ठ- 


धाममें निवास करता है। 

अब आध्युदयिक दानका वर्णन करता हूँ। 
नृपश्रेष्ठ ! यज्ञ आदिमें जो दान दिया जाता है, वह यदि 
शुद्धभावसे दिया गया हो तो उससे मनुष्यकी बुद्धि 
बढ़ती है तथा दाताको कभी दुःख नहीं उठाना पड़ता। 
वह जीवनभर सुख भोगता है और मृत्युके पश्चात्‌ दिव्य 
गतिको प्राप्त होकर इन्द्रलोकके भोगोंका अनुभव करता 
है। इतना ही नहीं, वह हजार कल्पॉतकके लिये अपने 
कुलको स्वर्गमें ले जाता है। अब दूसरे प्रकारका दान 
बताता हूँ। शारीरको बुढापेसे पीडित और क्षीण जानकर 
मनुष्यको [अपने कल्याणके लिये] दान अवश्य करना 
चाहिये, उसे किसीकी भी आशा नहीं रखनी चाहिये । 
“मेरे मर जानेपर ये मेरे पुत्र तथा अन्यान्य. 
स्वजन-सम्बन्धी, बन्घु-नान्धव कैसे रहेंगे; मेरे निना मेरे 
मित्रोंकी क्या दशा होगी ?' इत्यादि खातें सोचकर उनके 
मोहसे मुग्ध हुआ मनुष्य कुछ भी दान नहीं कर पाता । 
ऐसा जीव यमलोकके मार्गमें पहुँचकर अहुत दुःखी हो 
जाता है; बह भूख-प्याससे व्याकुल तथा नाना प्रकारके 
दुःखोंसे पीड़ित रहता है । संसारमें कोई भी किसीका नहीं 
है; अतः जीते-जी स्वयं ही अपने लिये दान करना 


* नास्ति श्रद्धासम॑ पुण्ये नास्ति श्रद्धासमे सुखम्‌। नास्ति श्रद्धासमं तीथै सैसारे- प्राणिनो नृप ॥ (३९ । ७८) 


२५८ 


* अर्चयस्व हृषीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ « 


७००००९७०५९०७:०००००७००७७०३०००००७०३:२००००५०:३००००७७००००००००७७०००००००७०००००००००००००००००० 


चाहिये । अन्न, जल, सोना, बछड़ेसहित उत्तम गौ, भूमि 
तथा नाना प्रकारके फल दान करने चाहिये। यदि 
अधिक शुभ फलकी इच्छा हो तो पैरोको आराम 
देनेवाले जूते भी दान देने चाहिये । 

'खेनने पूछा--भगवन्‌ ! पुत्र, पत्नी, माता, पिता 
और गुरु--ये सब तीर्थ कैसे है--इस विषयका 
विस्तारके साथ वर्णन कीजिये। 

भगवान्‌ श्रीविष्णु बोळे-- [राजन्‌ ! पहले इस 

बातको सुनो कि पत्नी कैसे तीर्थ है।] काशी नामकी एक 
बहुत बड़ी पुरी है, जो गङ्गासे सटकर बसी होनेके कारण 
बहुत सुन्दर दिखायी देती है। उसमें एक वैश्य रहते थे, 
जिनका नाम था कृकल । उनकी पली परम साध्वी तथा 
उत्तम ब्रतका पालन करनेवाली थी । वह सदा धर्माचरणमें 
रत और पतित्रता थी। उसका नाम था सुकला | 
सुकलाके अङ्ग पवित्र थे। बह सुयोग्य पुत्रोंकी जननी, 
सुन्दरी, मङ्गलमयी, सत्यवादिनी, शुभा और शुद्ध 
स्वभाववाली थी। उसकी आकृति देखनेमें बड़ी मनोहर 
थो । ब्रतोंका पालन करना उसे अत्यन्त प्रिय था। इस 
प्रकार वह मनोहर मुसकानवाली सुन्दरी अनेक गुणोंसे 
युक्त थी। ये वैश्य भी उत्तम वक्ता, धर्मज्ञ, 
विवेक-सम्पन्र और गुणी थे। वैदिक तथा पौराणिक 
धर्मेकि श्रवणमें उनकी बड़ी लगन थी। उन्होंने 
तीर्थयात्राके प्रसङ्गमें यह बात सुनी थी कि “तीर्थोंका 
सेवन बहुत पुण्यदायक है, वहाँ जानेसे पुण्यके साथ ही 
मनुष्यका कल्याण भी होता है ।' इस बातपर उनके मनमें 
श्रद्धा तो थी ही, ब्राह्मणों और व्यापारियोंका साथ भी 
मिल गया। इससे चे धर्मके मार्गपर चल दिये। उन्हें 
जाते देख उनकी पतिव्रता पत्नी पतिके स्त्रेहसे मुग्ध 
होकर बोली । 


सुकलाने कहा--प्राणनाथ ! मैं आपकी 
धर्मपत्नी हूँ, अतः आपके साथ रहकर पुण्य करनेका मेरा 
अधिकार है। मैं आपके मार्गपर चलती हूँ। इस 
सद्भावके कारण मैं कभी आपको अपनेसे अलग नहीं 
कर सकती। आपकी छायाका आश्रय लेकर मैं 
पातिब्रत्यके उत्तम ब्रतका पालन करूंगी, जो नारियोंके 
पापका नाशक और उन्हें सद्गति प्रदान करनेवाला है । जो 
खरो पतिपरायणा होती है, वह संसारमें पुण्यमयी 
कहलाती है। युवतियोंके लिये पतिके सिवा दूसरा कोई 
ऐसा तीर्थ नहीं है, जो इस लोकमें सुखद और परलोकमें 
स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करनेवाला हो। साधुश्रेष्ठ ! 
स्वामीके दाहिने चरणको प्रयाग समझिये और बायेंको 
पुष्कर। जो स्त्री ऐसा मानती है तथा इसी भावनाके 
अनुसार पतिके चरणोदकसे स्नान करती है, उसे उन 
तीर्थोमि स्नान करनेका पुण्य प्राप्त होता है। इसमें तनिक 
भी सन्देह नहीँ कि स्त्रियॉके लिये पतिके चरणोदकका 
अभिषेक प्रयाग और पुष्करतीर्थमें “तान करनेके समान 
है। पति समस्त तीथेकि समान है । पति सम्पूर्ण धर्मोका 
स्वरूप है। यज्ञकी दीक्षा लेनेबाले पुरुषको यज्ञोके 
अनुष्ठानसे जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य साध्वी स्त्री 
अपने पतिकी पूजा करके तत्काल प्राप्त कर लेती है।* 
अतः प्रियतम ! मै भी आपकी सेवा करती हुई तीर्थोमें 
चलूँगी और आपकी ही छायाका अनुसरण करती हुई 
लौट आऊँगी। 

कृकलने अपनी पलीके रूप, शील, गुण भक्ति 
और सुकुमारता देखकर बारंबार उसपर विचार किया-- 
“यदि मैं अपनी पत्नीको साथ ले छू तो मैं तो अत्यन्त 
दुःखदायी दुर्गम मार्गपर भी चल सकूँगा, किन्तु वहाँ 
सर्दी और धूपके कारण इस नेचारीका तो हुलिया ही 


% सव्ये पादं स्वभर्तुअ प्रथागे विद्धि सत्तम! वामं च पुष्करं तस्य या नारी परिकल्पयेत्‌ ॥ 


तस्य पादोदकम््रानात्तत्पुर्ण्य 


परिजायते । प्रयागपुष्करसमं स्रान स्रीणां न संशयः ॥ 


सर्वतीर्थसमो भर्ता सर्वधर्ममयः पतिः | मखानौ यजनात्‌ पुण्यं यद्‌ बै भवति दीक्षिते । 
तत्‌ पुण्यं समवाप्रोति भर्तुव हि साम्प्रतम्‌ ॥ 


(४१॥ १३१५) 


भूमिखण्ड ] + श्रीविष्णुद्दारा नैमित्तिक और आभ्युदयिक आदि दानोंका वर्णन, सती सुकलाकी कथा + 


२५९ 


बिगड़ जायगा । रास्तेमे कठोर पत्थरोंसे ठोकर खाकर 
इसके कोमल चरणोंको बड़ी पीड़ा होगी । उस अवस्थामें 
इसका चलना असम्भव हो जायगा। भूख-प्याससे जन 
इसके शरीरको कष्ट पहुँचेगा तो न जाने इसकी क्या दशा 
होगी। यह सदा मुझे प्राणोंसे भी बढ़कर प्रिय है तथा 
नित्य-निरन्तर मेरे गार्हस्थ्यधर्मका यही एक आधार है। 
यह बाला यदि मर गयी तो मेरा तो सर्वनाश ही हो 
जायगा। यही मेरे जीवनका अवलम्बन है, यही मेरे 
प्राणोंकी अधीश्वरी है। अतः मैं इसे तीर्थोमे नहीं ले 
जाऊँगा, अकेला ही यात्रा करूँगा।' 
यह सोचकर उन्होंने अपनी पलीसे कहा--मैं तेरा 
कभी त्याग नहीं करूँगा । पता दिये बिना ही वे चुपकेसे 
साथियोंक साथ चले गये। महाभाग कृकल बड़े 
पुण्यात्मा थे; उनके चले जानेपर सुन्दरी सुकला 
देवाराधनकी बेलामें पुण्यमय प्रभातके समय जब सोकर 
उठी, तब उसने स्वामीको घरमें नहीं देखा। फिर तो वह 
हड़बड़ाकर उठ बैठी और अत्यन्त शोकसे पीड़ित होकर 
रोने छगी। वह बाला अपने पतिके साथियोंके पास 
जा-जाकर पूछने लगी-- “महाभागगण ! आपलोग मेरे 
बन्धु हैं, मेरे प्राणनाथ कृकल मुझे छोड़कर कहीं चले 
गये हैं; यदि आपने उन्हें देखा हो तो बताइये । जिन 
महात्माओने मेरै पुण्यात्मा स्वामीको देखा हो, बे मुझे 
बतानेकी कृपा करें।' उसकी बात सुनकर जानकार 
लोगेनि उससे परम बुद्धिमान्‌ कृकलके विषयमें इस 
प्रकार कहा--'शुभे ! तुम्हारे स्वामी कृकल धार्मिक 
यात्राके प्रसङ्गसे तीर्थसेवनके लिये गमे हैं। तुम शोक 
क्यों करती हो ? भद्रे! वे बड़े-बड़े तीथोंकी यात्रा पूरी 
करके फिर लौट आयेंगे।' 
राजन्‌ ! विश्वासी पुरुषोंके द्वारा इस प्रकार विश्वास 
दिलाये जानेपर सुकला पुनः अपने घरमें गयी और करुण 
स्वरसे फूट-फूटकर रोने लगी । वह पतिपरायणा नारी थी। 
उसने यह निश्चय कर लिया कि 'जबतक मेरे स्वामी 
लौटकर नहीं आयेंगे, तबतक मैं भूमिपर चटाई निछाकर 
सोऊँगी । घी, तेल और दूध-दही नहीं खाऊँगी । पाम और 
नमकका भी त्याग कर दूँगी । गुड़ आदि मीठी वस्तुओंको 


भी छोड़ दूँगी । जनतक मेरे स्वामीका पुनः यहाँ आगमन 
नहीं होगा, तबतक एक समय भोजन करूंगी अथवा 
उपवास करके रह जाऊँगी ।' 

इस प्रकार नियम लेकर सुकला बड़े दुःखसे दिन 
बिताने लगी । उसने एक वेणी धारण करना आरम्भ कर 
दिया। एक ही अगियासे वह अपने शरीरको ढकने 
लगी । उसका वेष मलिन हो गया । वह एक ही मरिन 
वस्न धारण करके रहती और अत्यन्त दुःखित हो लंबी 
साँस खींचती हुई हाहाकार किया करती थी । विरहाम्निसे 
दग्ध होनेके कारण उसका शरीर काळा पड़ गया । उसपर 
मैल जम गया। इस तरह दुःखमय आचारंका पालन 
करनेसे बह अत्यन्त दुबली हो गयी । निरन्तर पतिके लिये 
व्याकुल रहने लगी । दिन-रात रोती रहती थी । रातको उसे 
कभी नींद नहीं आती थी और न भूख ही लगती थी । 

सुकलाकी यह अवस्था देख उसकी सहेलियेनि 
आकर पूछा--'सखी सुकला ! तुम इस समय रो क्‍यों 
रही हो ? सुमुखि ! हमें अपने दुःखका कारण बताओ ।* 

सुकला बोली---सखियो ! मेरे घर्मपरायण 
स्वामी मुझे छोड़कर धर्म कमाने गये हैं। मैं निर्दोष, 
साध्वी, सदाचार-परायणा और पतित्रता हूँ। फिर भी मेरे 
प्राणाघार मेरा त्याग करके तीर्थ-यात्रा कर ररे हैं; इसीसे 
में दुःखी हूँ। उनके वियोगसे मुझे बडी पीड़ा हो रही है। 
सखी ! प्राण त्याग देना अच्छा है, किन्तु प्राणाधार 
स्वामीका त्यागना कदापि अच्छा नहीं है । प्रतिदिनका यह 
दारुण नियोग अन मुझसे नहीं सहा जाता। सखियो ! 
यही मेरे दुःखका कारण है । नित्यके निरहसे ही मैं कष्ट 
पा रही हूँ। 

सरिवयोने कहा--बहिन ! तुम्हारे पति 
तीर्थ-यात्राके लिये गये हैं यात्रा पूरी होनेपर वे घर लौट 
आयेंगे । तुम व्यर्थ ही शोक कर रही हो । वृथा ही अपने 
शरीरको सुखा रही हो तथा अकारण ही भोगोंका परित्याग 
कर रही हो। अरी ! मौजसे खाओ-पीयो; क्यों कष्ट 
उठाती हो। कौन किसका स्वामी, कौन किसके पुत्र और 
कौन किसके सगे-सम्बन्धी हैं ? संसारमें कोई किसीका 
नहीं है। किसीके साथ भी नित्य सम्बन्ध नहीं है । बाले ! 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


खाना-पीना और मौज उड़ाना, यही इस संसारका फल 
है। मनुष्यके मर जानेपर कौन इस फलका उपभोग 
करता है और कौन उसे देखने आता है। 
सुकला बोली--सखियो ! तुमलोगोने जो बात 
कही है, वह वेदोंको मान्य नहीं है। जो नारी अपने 
स्वामीसे पृथक्‌ होकर सदा अकेली रहती है, उसे पापिनी 
समझा जाता है। श्रेष्ठ पुरुष उसका आदर नहीं करते। 
वेदोमे सदा यही बात देखी गयी है: कि -पतिके साथ 
नारीका सम्बन्ध पुण्यके संसर्गसे ही होता है और किसी 
कारणसे नहीं। [अतः उसे सदा पतिकेःही साथ रहना 
चाहिये ।] झाख्रोंका वचन है कि पति ही सदा नारियोंके 
लिये तीर्थ है। इसलिये खीको उचित है कि वह सच्चे 
भावसे पति-सेवामें प्रवृत्त होकर प्रतिदिन मन, वाणी, 
शरीर और क्रियाद्वारा पतिका ही आवाहन करे और सदा 
पतिका ही पूजन करे। पति खीका दक्षिण अङ्ग है। 
उसका वाम पार्श्व ही पल्लीके लिये महान्‌ तीर्थ है । गृहस्थ 
नारी पतिके वाम भागमें बैठकर जो दान-पुण्य और यज्ञ 
करती है, उसका बहुत बड़ा फल बताया गया है; 
'काझीकी गङ्गा, पुष्करं तीर्थ, द्वारकापुरी, उज्जैन तथा 
केदार नामसे प्रसिद्ध महादेवजीके तीर्थमें स्नान करनेसे 
भी वैसा फल नहीं मिल सकता । यदि सत्री अपने पतिको 
साथ लिये बिना ही कोई यज्ञ करती है, तो उसे उसका 
फल नहीं मिलता । पतिव्रता स्त्री उत्तम सुख, पुत्रका 
सौभाग्य, खान, पान, बस, आभूषण; सौभाग्य, रूप, 


तेज, फल, यश, कीर्ति और उत्तम गुण प्राप्त करती है। 

पतिकी प्रसन्नतासे उसे सन कुछ मिल जाता है, इसमें 

तनिक भी सन्देह नहीं है । जो स्त्री पतिके रहते हुए उसकी 

सेवाको छोड़कर दूसरे किसी धर्मका अनुष्ठान करती है, 

उसका वह कार्य निष्फल होता है तथा लोकमें वह 

व्यभिचारिणी कही जाती है।* नारियोंका यौवन; रूप 
और जन्म--सब कुछ पतिके लिये होते हैं; इस 

भूमण्डलमें नारीकी प्रत्येक वस्तु उसके पतिकी 
आवश्यकता-पूर्तिका ही साधन है | जब स्त्री पतिहीन हो 
जाती है, तब उसे भूतलपर सुख, रूप, यश, कीर्ति और 
पुत्र कहाँ मिलते हैं। वह तो संसारमें परम दुर्भाग्य और 
महान्‌ दुःख भोगती है। पापका भोग ही उसके हिस्सेमें 
पड़ता है। उसे सदा दु:खमय आचारका पालन करना 
पड़ता है। पतिके संतुष्ट रहनेपर समस्त देवता सरसे संतुष्ट 
रहते हैं । ऋषि और मनुष्य भी प्रसन्न रहते हैं । राजन्‌ ! 
पति ही खीका -स्वामी, पति ही गुरु, पति ही देनताओं- 
सहित उसका इष्टदेव और पति ही तीर्थ एवं पुण्य है।+ 
पतिके बाहर चले जानेपर यदि स्त्री शृङ्गार करती है तो 
उसका रूप, वर्ण--सब कुछ भाररूप हो जाता है। 
पृथ्वीपर लोग उसे देखकर कहते हैं कि यह निश्चय ही 
व्यभिचारिणी है, इसलिये किसी भी पल्रीको अपने 
सनातन धर्मका त्याग नहीं करना चाहिये | सखियो ! इस 
विषयमे एक पुराना इतिहास सुना जाता है, जिसमें रानी 
सुदेवाके पापनाशक एवे पवित्र चरित्रका वर्णन है। 


न क 


७ स्वभर्लुर्खा पृथग्भूताः तिष्ठत्येका सदैव हि । पापरूपा भवेत्रारी तो त मन्यन्ति सज्जनाः॥ 
भर्तुः साध सदा सख्यो दृष्टो वेदेषु सर्वदा । सम्बन्ध पुण्यसंसर्गाज्ञायते नान्यकारणात्‌ ॥ 
नारीणां, च सदा तीथै भर्ता शास्त्रेषु एठयते | ययेवाबाहयेत्रित्य वाचा कायेन कर्मभिः ॥ 


मनसा 


पूजयेन्नित्यं संत्यभाजेन त्तत्परा। एतत्पाश्चं महातीर्थं दक्षिणाङ्गं सदैव हि॥ 


तमाश्रित्य ' यदा नारी' गृहस्था परिवर्तते। यजते दानपुण्यैश्च तस्य दानस्य यत्फलम्‌॥ 
साराणस्यां च गङ्गायां यत्फलं न च. पुष्करे। द्वारकायां न चावत्त्यं केदारे शहिभूषणे॥ 
लभते नैव सा “नारी यजमाना सदा किल। तादृशं फलमेवं सा न प्राप्रोति कदा. सखि ॥ 


यराः 


सुसुखं पुत्रसौभाग्ये खाने, दाने च भूषणम्‌। यखालंकारसौधाभ्यं रूपं तेजः फलं सदा॥ 
कीर्तिमवाश्रोति गुणे च यरवर्णिनि । भर्तुः प्रसादाच्च सर्व रभते नात्र संशयः ॥ 


विद्यमाने यदा कान्ते अन्यघमै करोति या। निष्फल॑ जायते तस्याः पुंश्चली परिकथ्यते ॥ (४१ | ६०---६९) 
+ भर्ता नाथो गुरुर्त्ता देवता दैवतैः सहः भर्ता तीर्थक्ञ पुण्यञ्च नारीणां नृपनन्दन ॥ (४१॥ ७५) 


भूमिखण्ड ] « सुकलाका रानी सुदेवाकी महिमा बताते हुए एक झूकर-शूकरीका उपाख्यान सुनाना + 


२६१ 


सुकलाका रानी सुदेवाकी महिमा बताते हुए एक चूकर और शुकरीका उपाख्यान 
सुनाना, शूकरीद्वारा अपने पतिके पूर्वजन्मका बर्णन 


सखियोंने पूछा--महाभागे ! ये रानी सुदेवा 
कौन थीं ? उनका आचार-विचार कैसा था ? यह हमें 
बताओ । 

सुकला बोली--सखियो ! पहलेकी बात : है, 
अयोध्यापुरीमें मनुपुत्र महाराज इक्ष्वाकुं राज्य करते थे । 
जे धर्मके तत्वज्ञ, परम सौभाग्यशाली, सब धमेकि 
अनुष्ठानमें रत, सर्वज्ञ और देवता तथा त्राह्मणोंके पुजारी 
थे। काशीके राजा वीरवर महात्मा देवराजकी 
सदाचारपरायणा कन्या सुदेवाके साथ उन्होंने विवाह 
किया था । सुदेवा सत्यत्रतके पालनमें तत्पर रहती थीं। 
पुण्यात्मा राजा इक्ष्वाकु उनके साथ अनेक प्रकारके उत्तम 
पुण्य और यज्ञ किया करते थे। 

एक दिन महाराज अपनी रानीके साथ गङ्गाके 
तटनतीं बनमें गये और वहाँ शिकार खेलने लगे । उन्होने 
बहुत-से सिंहों और शूकरोंको मारा । वे शिकारमें लगे ही 
हुए थे कि इतनेमें उनके सामने एक बहुत बड़ा सूअर आ 
निकला उसके साथ झुंड-के-झुंड सूअर थे । वह अपने 
पुत्र-पौत्रॉसे घिरा था। उसकी प्रियतमा झुकरी भी उसके 
बगलमें मौजूद थी । उस समय सूअरने राजाको देखकर 
अपने पुत्रों, पौत्रो तथा -पलीसे कहा--'प्रिये ! 
कोसलदेशके वीर “सम्राट्‌ महातेजस्वी इक्ष्वाकु यहाँ 


शिकार खेलनेके लिये पघारे हैं। उनके साथ बहुत-से.- 


कुत्ते और व्याध हैं । इसमें सन्देह नहीं कि ये मुझपर भी 
अहार करेंगे। महाराज इक्ष्वाकु बड़े पुण्यात्मा हैं, ये 
राजाओके भी राजा और समस्त विश्वके अधिपति हैं। 
प्रिये ! मैं इन महात्माके साथ रणभूमिमें पुरुषार्थ और 
पराक्रम दिखाता हुआ युद्ध करूँगा। यदि मैंने अपने 
तेजसे इन्हें जीत लिया तो पृथ्वीपर अनुपम कीर्ति भोगूँगा 
और यदि वीरवर महाराजके हाथसे मैं ही युद्धमें मारा 
गया तो भगवान्‌ श्रीविष्णुके लोकमें जाऊँगा | न जाने 
पूर्वजन्ममें. मैने कौन-सा पाप किया था, जिससे सूअरकी 
योनिमें मुझे आना पड़ा। आज मैं महाराजके अत्यन्त 


भयंकर, पैने और तेज धारवाले सैकड़ों वार्णोकी 
जळधारासे अपने पूर्वसञ्चित घोर पातकको धो डालूँगा । 
तुम मेरा मोह छोड़ दो और इन पुत्रों पौत्रों तथा श्रेष्ठ 
कन्याको और बाल-वृद्धसहित समूचे कुटुम्बको साथ 
लेकर पर्वतकी कन्दरामें चली जाओ। इस समय मेरा 
स्नेह त्यागकर इन बालकोंकी रक्षा करो ।' 

झूकरी बोली--नाथ ! मेरे यचे तुम्हारे ही बलसे 
पर्वतपर गर्जना करते हुए विचरते हैं। तुम्हारे तेजसे ही 
निर्भय होकर यहाँ कोमल मूल-फलोका आहार करते 
हैं। महाभाग ! बीहड़ वनोंमें, झाड़ियोंमें, पर्वतॉपर और 
गुफाओंमें तथा यहाँ भी जो ये सिंहों और मनुष्योंके तीन्र 
भयकी परवा नहीं करते, उसका यही कारण है कि ये 
तुम्हारे तेजसे सुरक्षित हैं । तुम्हारे त्याग देनेपर मेरे सभी 
बच्चे दीन, असहाय और अचेत हो जायंगे। [तुमसे 
अलग रहनेमें मेरी भी शोभा नहीं है ।] उत्तम सोनेके बने 
हुए दिव्य आभूषणों, रलमय उपकरणों तथा सुम्दर 
जख्जोंसे विभूषित होकर और पिता, माता, भाई, सास, 
ससुर तथा अन्य सम्बन्धियोसे आदर पाकर भी पतिहीना 
स्त्री शोभा नहीं पाती। जैसे आचारके बिना मनुष्य, 
ज्ञानके बिना संन्यासी तथा गुप्त मन्त्रणाके बिना राज्यकी 
शोभा नहीं होती, उसी प्रकार तुम्हारे बिना इस युथकी 
शोभा नहीं हो सकती । प्रिय ! प्राणेश्वर । तुम्हारे बिना मैं 
अपने आण नहीं रख सकती । महामते ! मैं सच कहती 
हूँ--तुम्हारे साथ यदि मुझे नरकमें भी निवास करना पडे 
तो उसे सहर्ष-स्वीकार करूँगी। यूथपते ! हम दोनों ही 
अपने पुत्र-पौत्रॉसहित इस उत्तम यूथको लेकर किसी 
पर्वतकी दुर्गम कन्दरामें घुस जायें, यही अच्छा है । तुम 
जीवनकी आशा छोड़कर मरनेके लिये जा रहे हो; 
बताओ, इसमें तुम्हें क्या लाभ दिखायी देतां है? 

सुअर बोल्श--प्िये ! तुम दीरोंके उत्तम घर्मको 
नहीं जानती; सुनो, मैं इस समय तुम्हें वही बताता हूँ। 
यदि योद्धा शत्रुके प्रार्थना करने या ललकारनेपर भी 


२६२ 


* अर्चयस्व हदीकेशो यदीच्छसि परं पदम्‌ « 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


ह2220002७2559:%022%5%5334:55%53530555५:3»5५७४४&&>%४/५४४५*9%»%०७&8&&*»»०» ४७७०3» ४४७४४» ७:*४*2००9#%**#*#* ४४545. 


काम, लोभ, भय अथवा मोहके कारण उसे युद्धका 
अवसर नहीं देता, वह एक हजार युगोंतक कुम्भीपाक 
नामक नरकमें निवास करता है । वीर पुरुष युद्धमें शत्रुका 
सामना करके यदि उसे जीत लेता है तो यश और 
कीर्तिका उपभोग करता है; अथवा निर्भयतापूर्वक लड़ता 
हुआ यदि स्वयं ही मारा जाता है, तो वीरलोकको प्राप्त 
हो दिव्य भोगोंका उपभोग करता है । प्रिये ! बीस हजार 
वर्षोतक वह इस सुखका अनुभव करता है। मनुपुत्र 
राजा इक्ष्वाकु यहाँ पधारे हैं, जो स्वयं बड़े वीर हैं। ये 
मुझसे युद्ध चाहें तो मुझे अवश्य ही इन्हें युद्धका अवसर 
देना चाहिये। शुभे ! महाराज युद्धके अतिथि होकर 
आये हैं और अतिथि सनातन श्रीविष्णुका स्वरूप होता 
है; अतः युद्धरूपसे इनका सत्कार करना मेरा आवश्यक 
कर्तव्य है। 
झूकरी बोली--प्राणनाथ ! यदि आप महात्मा 
राजाको युद्धका अवसर प्रदान करेंगे तो मैं भी आपके 
साथ रहकर आपका पराक्रम देखूँगी । 
यों कहकर शूकरीने तुरंत अपने प्यारे पुत्रोंको 
बुलाया और कहा--'बच्चो ! मेरी बात सुनो; युद्धभूमिमें 
सनातन विष्णुरूप अतिथि पघारे हैं, उनके सत्कारके लिये 
मेरे स्वामी जायँगे; इनके साथ मुझे भी वहाँ जाना चाहिये । 
तुम्हारी रक्षा करनेवाले प्राणनाथ जनतक यहाँ उपस्थित 
हैं, तभीतक तुम दूरके पर्वतकी किसी दुर्गम गुफामें चले 
जाओ। पुत्रो ! मनुपुत्र इक्ष्वाकु बड़े बलवान्‌ और 
दुर्दमनीय राजा हैं; ये हमलोगोंके लिये कालस्वरूप हैं, 
सबका संहार कर डालेंगे। अतः तुम दूर भाग जाओ ।' 
पुत्रोने कहा- जो माता-पिताको [संकटमें] 
छोड़कर जाता है, वह पापात्मा है, उसे महारौद्र एवं 
अत्यन्त घोर नरकमें गिरना पड़ता है, यह उसके लिये 
अनिवार्य गति है। जो निर्दयी अपनी माताके पवित्र 
दूधको पीकर परिपुष्ट होता है और माँ-बापको 
[विपत्तिमे] छोड़कर चल देता है, बह कीड़ों और 
दुर्गन्धसे परिपूर्ण नरकमें पड़कर सदा पीबका भोजन 
करता है। इसलिये माँ! हमलीग पिताको और तुम्हें 


यहाँ छोड़कर नहीं जायेंगे । 

ऐसा निश्चय करके समस्त शूकर मोर्चा बाँधकर 
खड़े हो गये। वे सभी बल और तेजसे सम्पन्न थे। 

उधर अयोध्याके वीर महाराज मनुकुमार इक्ष्वाकु 
अपनी सुन्दरी भार्या तथा चतुरङ्गिणी सेनाके साथ 
आखेटके लिये चले। उनके आगे-आगे व्याध, कुत्ते 
और तेज चलनेवाले वीर योद्धा थे। वे लोग उस 
स्थानके समीप गये, जहाँ बलवान्‌ शूकर अपनी पलीके 
साथ मौजूद था । छोटे-बड़े बहुत-से सूअर सब ओरसे 
उसकी रक्षा कर रहे थे। गङ्गाके किनारे मेरु पर्वतकी 
तराईमें पहुँचकर महाराज इक्ष्वाकुने व्याधॉसे कहा 
“बड़े-बड़े वीर योद्धाओको शुकरका सामना करनेके 
लिये भेजो।' इस प्रकार महाराजकी आज्ञासे भेजे हुए 
बलवान्‌, तेजस्वी तथा पराक्रमी योद्धा हाँका डालते हुए 
दौड़े और वायुके समान वेगसे चलकर तत्काल झूकरके 
पास जा पहुँचे । बनचारी व्याध आपने तीखे बाणों तथा 
चमचमाते हुए नाना प्रकारके अरू-'शखोंसे वीरोंका बाना 
बाँधकर खड़े हुए और उस वराहको बींधने लगे। 

यह देख वह यूथपति बराह अपने सैकड़ों पुत्र, 
पौत्र तथा बान्धवोंके साथ युद्धके मैदानमें आ धमका 
और शत्रुऑपर टूट पड़ा । वह बड़े वेगसे उनका संहार 
करने लगा व्याध उसकी पैनी दाढ़ॉसे घायल हो-होकर 
समरभूमिमें गिरने लगे । तदनन्तर शूकरों और व्याधॉमें 
भयानक संग्राम आरम्भ हुआ । ने क्रोधसे लाल आँखें 
किये एक-दूसरेको मारने लगे। व्याधोंने बहुतेरे 
झुकरोंको और शुकरॉने अनेक व्याधोंको मार गिराया । 
वहाँकी जमीन खूनसे रँग गयी। कितने ही सुअर 
भर-खप गये, कितने घायल हुए और कितने ही 
भाग-भागकर नीहड़ स्थानों, झाड़ियों, कन्दराओ और 
अपनी-अपनी माँदोंमें जा घुसे | यही दशा व्याधोंकी भी 
हुई! कितने ही मर गये, कितने ही सूअरोंकी पैनी 
दाढ़ोंके आघातसे कट गये और कितने ही टुकड़े-टुकड़े 
होकर प्राण त्याग स्वर्गलोकको चले गये । केबल वह 
बलाभिमानी वराह अपनी पत्नी तथा पाँच-सात 


पुत्र-पौत्रेकि साथ युद्धकी इच्छासे मैदानमें डरा रहा । उस 
समय शूकरीने उससे कहा--'नाथ ! मुझे और इन 
बालकोंको साथ लेकर अब यहाँसे चले चलो ।' 

आूकरने कहा--महाभागे ! दो सिंहोंके बीचमें 
सूअर पानी पी सकता है, किन्तु दो सूअरोंके बीचमें सिंह 
नहीं पी सकता। सूअर-जातिमें ऐसा उत्तम बल देखा 
जाता है । यदि मैं संग्राममें पीठ दिखाकर चला जाऊँ तो 
डस बलका नाश ही करूँगा--मेरी जातिकी प्रसिद्धि ही 
नष्ट हो जायगी । मुझे परम कल्याणदायक धर्मका ज्ञान 
है। जो योद्धा काम, लोभ अथवा भयसे युद्धतीर्थका 
त्याग करके भाग जाता है, वह निःसन्देह पापी है। जो 
तीखे शस्त्रोंका व्यूह देखकर प्रसन्न होता है और 
रणसिन्धुमै गोता लगाकर तीर्थके पार पहुँच जाता है, वह 
अपने आगेकी सौ पीढ़ियोंका उद्धार कर देता है और 
अन्तमें विष्णुधामको जाता है। जो अरू-शस्रोंसे 
सुसज्जित योद्धाको सामने आते देख प्रसन्नतापूर्वक 
उसकी ओर बढ़ता है, उसके पुण्य-फलका वर्णन 
सुनो--'उसे पग-पगपर गङ्गा-ख्रानका महान्‌ फल प्राप्त 
होता है। जो काम या लोभवश युद्धसे भागकर घरको 
चला जाता है, बह अपनी माताके दोषको प्रकाशित 
करता है और व्यभिचारसे उत्पन्न कहलाता है। मैं इस 
वीर-धर्मको जानता हूँ, अतः युद्ध छोड़कर भाग कैसे 
सकता हूँ। तुम बच्चोंको लेकर यहाँसे चली जाओ और 
सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करो। 

पतिकी बात सुनकर शूकरी बोली--'प्रिय ! मैं 
तुम्हारे स्नेह-बन्धनमें बँधी हूँ; तुमने प्रेम, आदर, 
हास-परिहास तथा रति-क्रीड़ा आदिके द्वारा मेरे मनको 
बाँध लिया है । अतः मैं पुत्रॉके साथ तुम्हारे सामने प्राण 
त्याग करूँगी।' इस तरह बातचीत करके एक-दूसरेका 
हित चाहनेवारे दोनों पति-पत्रीने युद्धका ही निश्चय 
किया। कोसलसम्राद्‌ इक्ष्वाकुने देखा--वर्षके समय 
आकाशमें मेघ जिस प्रकार बिजलीको चमकके साथ 
गर्जते हैं, उसी तरह अपनी पल्रीके साथ शूकर भी गर्जना 
करता है और अपने खुरोंके अग्रभागसे मानो महाराजको 


युद्धके लिये लकार रहा दै । 

अपनी दुर्धर सेनाको उस वुद्ध वगहक दाग 
परास्त होते देख राजा इक्ष्वाकुको तरा क्रोध हुआ। 
उन्होंने धनुष और कालके समान 'वयकर बाण लेकर 
अश्वके द्वारा बड़े वेगसे झूकरपर आक्रमण किया । उन्हें 
आते देख सूअर भी आगे बढ़ा । बह घोड़ेके पैरेंक नीचे 
आ गया, इतनेमें ही राजाने उसे अपनी तीखे नाणका 
निशाना बनाया । सूअर घायल होकर बड़े वेगसे उछला 
और घोड़ेसहित राजाको लाँच गया। उसने आपनी 
दाढ़ोंसे मारकर घोड़ेके पैरोंमें घान कर दिया था। इससे 
उसको बड़ी पीड़ा हो रही थी, डससे चला नहीं जाता था; 
अन्ततोगत्वा वह पृथ्वीपर गिर पड़ा। तन राजा एक 
छोटे-से रथपर सवार हो गये। यूथपति सूअर अपनी 
जातिके स्वभावानुसार रणभूमिमें भयंकर गर्जना कर रहा 
था, इतनेमें ही कोसलसम्राटने उसके ऊपर गदासे प्रहार 
किया । गदाका आघात पाकर उसने शरीर त्याग दिया 


प्रकार महाराज इंक्ष्वाकुके साथ युद्ध करके वह 
शुकरणज हवाके वेगसे उखड्कर गिरे हुए वृक्षकी भाँति 
पृथ्वीपर गिर पड़ा। उस समय देवता उसके ऊपर 


२६४ 


* अर्चयस्व इवीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पदापुराण 


७०००००७०००००६९७००७०००-००००९००-९३७५०००७९३००००९०-९१००००९३::००००३:९०७०७७७०००००५०-७७:०२००००००००७००००:९००००५०-०७७०५:०:५७००७:५ 


फूलोकी वर्षा कर रहे धे। 

तदनन्तर खे समस्त शूर, क्रूर और भयेकर व्याध 
हाथोमे पाश लिये उस शूकरीकी ओर चले। शूकरी 
अपने चार बच्चाको घेरकर खड़ी थी। उस महासमरमें 
कुटुम्बसहित अपने पतिको मारा गया देख वह शोकसे 
मोहित होकर पुत्रोंस डोली---'बच्चो ! जबतक मैं यहाँ 
खड़ी हुँ, तबतक शीघ्र गतिसे अन्यत्र भाग जाओ।' यह 
सुनकर उनमेंसे ज्येष्ठ पुत्रने कहा--'मैं जीवनके लोभसे 
अपनी माताको संकटमें छोड़कर चला जाऊँ, यह कैसे 
हो सकता है। माँ ! यदि मैं ऐसा करूँ तो मेरे जीवनको 
धिकार है। मैं अपने पिताके वैरका बदला लूँगा । युद्धमें 
शतुको परास्त करूँगा। तुम मेरे तीनों छोटे भाइयोंको 
लेकर पर्वतकी कन्दरामें चली जाओ । जो माता-पिताको 
बिपत्तिमें छोड़कर जाता है, वह पापात्मा है। उसे 
कोटि-कोटि कीड़ोंसे भरे हुए नरकमें गिरना पड़ता है ।' 
बेटेकी बात सुनकर शूकरी दुःखसे आतुर होकर 
योली--'आह, मेरे बच्चे ! मैं महापापिनी तुझे छोड़कर 
कैसे जा सकती हूँ। मेरे ये तीन पुत्र भले ही चले जायें ।' 
ऐसा निश्चय करके उन दोनों माँ-बेटेने शेष तीन 
बश्योको आगे कर लिया और व्याधोंके देखते-देखते वे 
विकर मार्गसे जाने लगे । समस्त शूकर अपने तेज और 
बलसे जोशमें आकर बारेबार गरज रहे थे। इसी बीचमें 
खे शूरवीर व्याध वेगसे चलकर वहाँ आ पहुँचे। शूकरी 
और शूकर--दोनों माँ-बेटे व्याधोंका मार्ग रोककर खड़े 
हो गये! व्याध तलवार, बाण और धनुष लिये अधिक 
समीप आ गये और तीखे तोमर, चक्र तथा मुसलोंका 
प्रहार करने लगे! ज्येष्ठ पुत्र माताको पीछे करके 
व्याघोंके साथ युद्ध करने लगा। कितनोंको दाढ़ोंसि 
कुचलकर उसने मार डाला । कितनोंको थूथुनॉंको चोटसे 
धराशायी कर दिया और कितनोंको खुरोंके अमभागसे 
मारकर मौतके घाट उतार दिया। बहुत-से शूरवीर 
रणभूमिमें ढेर हो गये । राजा इक्ष्वाकु संग्राममें सूअरको 
युद्ध करते देखकर और उसे पिताके समान ही शूरवीर 
जानकर स्वयं उसके सामने आये। महातेजस्वी, प्रतापी 
मनुकुमारके हाथमे घनुष-वाण थे । उन्होंने अर्धचन्द्राकार 


तीखे बाणसे शूकरपर प्रहार किया। उसकी छाती छिद 
गयी और वह राजाके हाथसे घायल होकर पृथ्वीपर गिर 
पड़ा। गिरते ही उसके प्राण-पखेरू उड़ गये । पुत्रके 
शोक और मोहसे अत्यन्त व्याकुल होकर शूकरी उसकी 
लाशपर गिर पड़ी; फिर सँभलकर उसने आपने थुथूनसे 
ऐसा प्रहार किया, जिससे अनेकों शूरवीर धरतीपर सो 
'गये। कितने ही व्याध धराशायी हुए, कितने ही भाग 
गये और कितने ही कारके गालमें चले गये । झूकरी 
अपने दाढ़ोंके प्रहारसे राजाकी विशाल सेनाको 
खदेड़ने लगी । 

यह देख काशीनरेश देवराजकी पुत्री महारानी 
सुदेवाने अपने पतिसे कहा--'प्राणनाथ ! इस झूकरीने 
आपकी बहुत बड़ी सेनाका विध्वंस कर डाला; फिर भी 
आप इसकी उपेक्षा क्यों कर रहे हैं ? मुझे इसका कारण 
बताइये।' महाराजने उत्तर दिया--'प्रिये ! यह स्त्री है। 
सीके वधसे देवताओनि बहुत बड़ा पाप बताया है; 
इसीलिये मैं इस शूकरीको न तो खयं मारता हूँ और न 
किसी दूसरेको ही इसे मारनेके लिये भेज रहा हूँ। इसके 
वधके कारण होनेवाले पापसे मुझे भय लगता है।' यों 
कहकर महानुद्धिमान्‌ राजा चुप हो गये । व्याधोमें एकका 
नाम भार्गव था; उसने देखा---शुकरी समस्त वीरोंका 
संहार कर रही है, बड़े-बड़े सूरमा भी उसके सामने टिक 
नहीं पाते हैं। यह देख व्याधने बड़े वेगसे एक  पैने 
बाणका प्रहार किया और उस शूकरीको बींध डाला। 
शूकरीने भी झपटकर व्याधको पछाड़ दिया। व्याधने 
गिरते-गिरते शूकरीपर तेज धारवाली तलवारका भरपूर 
हाथ जमाया ! यह बुरी तरहसे घायल होकर गिर पड़ी 
और धीरे-धीरे साँस लेती हुई मूर्च्छित हो गयी। 

रानी सुदेवाने उस पुत्रवत्सला शूकरीको जब 
धरतीपर गिरकर बेहोश होते और ऊपरको श्वास लेते 
देखा तो उनका हृदय करुणासे भर आया। वे उस 
दुःखिनीके पास गयीं और ठंडे जलसे उसका मुँह धोया, 
फिर समस्त झरीरपर पानी डाला। इससे शूकरीको कुछ 
होश हुआ। उसने रानीको पवित्र एवं शीतल जलसे 
अपने शरीरका अभिषेक करते देख मनुष्योंकी बोलीमें 


भूपिस्वण्ड ] + सुकस्ठाका रानी सुदेवाकी महिमा बताते हुए एक शुकर-शूकरीका उपाख्यान सुनाना « 


440१५०७५७५ ७७७७७७७७५७ ४४४४ 5 8 »+ # ४» ४४० ४४ #5४ ४ ४ ४४ क$ कक ७७७७७७७ ७७७७७०७७७७ ५ ५५५५५५४४४४४४ _ 


कहा--'देवि ! तुमने मेरा अभिषेक किया है, इसलिये 
तुम्हारा कल्याण हो; तुम्हारे दर्शन और स्पर्शसे आज 


मेरी पापराशि नङ्क हो गयी ।' पशुके मुखसे यह अद्भुत 
वचन सुनकर रानी सुदेवाको बड़ा आश्चर्य हुआ। वे 
मन-ही-मन कहने लगी---'यह तो आज मैंने विचित्र 
बात देखी; पशु-जातिकी यह मादा इतनी स्पष्ट, सुन्दर, 
स्वर और व्यञ्जनसे युक्त तथा उत्तम संस्कृत बोल रही 
है !” महाभागा सुदेवा इस घटनासे हर्ष-भग्र होकर अपने 
पतिसे बोलीं--'राजन्‌ ! इधर देखिये, यह अपूर्व जीव 
है; पशु-जातिकी स्री होकर भी मानवीकी भाँति उत्तम 
संस्कृत बोल रही है।' इसके बाद रानीने शुकरीसे 
उसका परिचय पूछा--'भद्रे । तुम कौन हो ? तुम्हारा 
नर्ताव तो बड़ा विचित्र दिखायी देता है; तुम पशुयोनिकी 
स्त्री होकर भी मनुष्योंकी तरह बोलती हो। अपने और 
अपने स्वामीके पूर्व-जम्मका वृत्तान्त सुनाओ ।' 

शूकरी बखोली--देवि! मेरै पति पूर्वजन्ममें 
संगीत-कुशल गन्धर्व थे; इनका नाम सङ्ग विद्याधर था। 
[कुछ लोग इन्हें गीतविद्याधर भी कहते थे।] ये सब 
झरोके मर्मज्ञ थे । एक समयकी बात है, महातेजस्वी 


मुनिश्रेष्ठ पुलस्त्यजी मनोहर कन्दराओ और झरनोंसे 
सुशोभित गिरिवर मेरुपर निष्कपट भावसे तपस्था कर रहे 
थे। सङ्गविद्याधर अपनी इच्छाके अनुसार उस स्थानपर 
गये और एक वृक्षकी छायामें बैठकर गानेका अभ्यास 
करने लगे | उनका मधुर संगीत सुनकर मुनिका चित्त 
ध्यानसे विचलित हो गया। वे गायकके पास जाकर 
बोले--- “विदन्‌ ! तुम्हारे गीतके उत्तम स्वर, ताल, छ्य 
और मूर्च्छनायुक्त, भावसे मेरा भन ध्यानसे विचलित हो 
गया है। जब मनेनिश्चल होता है, तभी समस्त विद्यार 
आ्णियॉको सिद्धि प्रदान करती हैं । मन एकाग्र होनेपर ही 
तप और मन्त्रॉकी सिद्धि होती है । इन्द्रियोंका यह महान्‌ 
समुदाय अघम और चञ्चल है; यह मनको ध्यानसे 
हटाकर सदा विषयॉकी ओर ही ले जाता है। इसलिये 
जहाँ शब्द, रूप तथा युवती स्त्रीका अभाव होता है, वहीं 
मुनिलोग अपने तपकी सिद्धिके लिये जाया करते हैं। 
[तुम्हारे इस संगीतसे मेरे ध्यानमें बाधा पड़ती है] अतः 
मेरा अनुरोध है कि तुम इस स्थानको छोड़कर कहीं 
अन्यन्त्र चले जाओ; अन्यथा मुझे ही यह स्थान छोड़कर 
दूसरी जगह जाना पड़ेगा ।' 


२६६ * अर्थयस्व हषीकेशं यदीच्छसि परे पदम्‌ + [ संक्षिप्त पद्मपुराण 


गीतविद्याधरमे कहा--महामते! जिस ही रूपमे वे फिर वहाँ गये और बारबार अट्टहास करने 
महात्माने इन्द्रियोंक समुदाय तथा उसके बलको जीत लगे। कभी ठहाका मारकर हँसते, कभी रोते और कभी 
लिया है, उसीको तपसी, योगी, धोर और साधक कहते मधुर स्वरसे गीत भाते थे। 


हैं। आप जितेन्द्रिय नहीं हैं, इसीलिये तेजसे हीन हैं। 
ब्रह्मन्‌ ! - यह वन सबके लिये साधारण है--इसपर 
सबका समान अधिकार है; इसमें कोई 'ननु नच' नहीं 
हो सकता। जैसे इसके ऊपर देवताओं और सम्पूर्ण 
जीवोंका स्वत्व है, उसी प्रकार मेरा और आपका भी है। 
ऐसी दशामें मै इस उत्तम वनको छोड़कर क्यों चला 
जाऊँ ? आप जाये, चाहे रहें; मुझे इसकी परवा नहीं है । 
विप्रवर पुलस्त्यजी धर्मात्मा हैं; इसलिये वे क्षमा 
करके स्वयं ही उस स्थानको छोड़कर अन्यत्र चले गये 
और योगासनसे बैठकर तपस्या करने लगे। महाभाग 
मुनिश्रेष्ठ पुलस्त्यके चले जानेपर दीर्घकालके पश्चात्‌ 
गन्धर्वको पुनः उनका स्मरण हो आया। वे सोचने 
लूगे--“मुनि मेरे ही भयसे भाग गये थे--चलुँ, देखूँ। 
कहाँ गये ? क्या करते हैं और कहाँ रहते हैं ?' यह 
निचारकर गीतविद्याधरने पहले महर्षिके स्थानका पता 
लगाया और फिर बराहका रूप धारण करके वे उनके 


सूअरकी चेष्टा छिपी देखकर मुनि समझ गये कि 


उत्तम आश्रमपर गये, जहाँ पुलस्त्यजी आसनपर हो-न-हो, यह वही नीच गन्धर्व है और मुझे ध्यानसे 
विराजमान थे । उनके झारीरसे तेजकी ज्वाला उठ रही विचलित करनेकी चेष्टा कर रहा है । फिर तो उन्हें बड़ा 
थी। किन्तु मेरे पतिपर इसका कुछ प्रभाव न पड़ा, वे क्रोध हुआ। बे शाप देते हुए बोले--'ओ महापापी ! 
कुचेष्टापूर्वक थूथुनके अम्रभागसे उन नियमशील तू शूकरका रूप धारण करके मुझे इस प्रकार विचलित 
ज्राह्मणका तिरस्कार करने लगे । यहाँतक कि उनके आगे कर रहा है, इसलिये अब शूकरकी ही योनिमें जा ।' 
जाकर उन्होने मल-मूत्रतक कर दिया; किन्तु पशु देवि! यही मेरे पतिके शूकरयोनिमें पड़नेका वृत्तान्त है । 
जानकर मुनिने उनको छोड़ दिया--दण्ड नहीं दिया। यह सब मैंने तुम्हें सुना दिया । अब अपना हाल बताती 
[मुनिकी इस क्षमाका मेरे पतिपर उलटा ही असर हुआ, हूँ, सुनो। पूर्वजन्ममें मुझ पापिनीने भी घोर पातक 
उनकी उद्दण्डता और भी बढ़ गयी ।] एक दिन शूकरके किया है। 


=== और === 


भूमिखण्ड ] 


« 'युकरीह्वारा अपने पूर्वजन्मका वर्णन तथा रानी सुदेवाके पुण्यसे उसका उद्धार + 


२३९७. 


2५४५५५३४५० ०७५० ५१५७०५० ७०७०७० ७५७७७०४५५७ ४१७६७७६३७६ ७७३ ७६७४ ३७६४७४७३७७ ७७७७७७७७७७७७७७७ कटक कक nr nh nh eee 


शूकरीद्वारा अपने पूर्वजन्मके वृत्तान्तका वर्णन तथा रानी सुदेवाके 
दिये हुए पुण्यसे उसका उद्धार 


शूकरी बोली--कलिङ्ग (उड़ीसा) नामसे 
असिद्ध एक सुन्दर देश है, वहाँ श्रीपुर नामका एक नगर 
था । उसमें बसुदत्त नामके एक ब्राह्मण निवास करते थे। 
वे सदा सत्यधर्ममें तत्पर, वेदवेत्ता, ज्ञानी, तेजस्वी, 
गुणवान्‌ और धनधान्यसे भरे-पूरे थे । अनेक पुत्रपौत्र 
उनके घरकी शोभा बढ़ाते थे । मैं बसुदत्तकी पुत्री थी; मेरे 
और भी कई भाई, स्वजन तथा बान्धव थे! परम 
बुद्धिमान्‌ पिताने मेरा नाम सुदेवा रखा । मैं अप्रतिम 
सुन्दरी थी ! संसारमें दूसरी कोई र्री ऐसी नहीं थी, जो 
रूपमें मेरी समानता कर सके । रूपके साथ ही चढ़ती 
जवानी पाकर मैं गर्वसे उन्मत्त हो उठी । मेरी मुसकान 
बड़ी मनोहर थी । बचपनके बाद जब मुझे हाव-भावसे 
युक्त यौवन प्राप्त हुआ, तब मेरा भरा-पूरा रूप देखकर 
मेरी माताको बड़ा दुःख हुआ । बह पितासे बोली 
“महाभाग ! आप कन्याका विवाह क्यों नहीं कर देते ? 
अब यह जवान हो चुकी है, इसे किसी योग्य वरको सौंप 
दीजिये।' वसुदत्तने कहा--'कल्याणी ! सुनो; मैं उसी 
चरके साथ इसका विवाह करूँगा, जो विवाहके पश्चात्‌ 
मेरे ही घरपर निवास करे; क्योंकि सुदेवा मुझे प्राणोंसे 
भी बढ़कर प्यारी है। मैं इसे आँखोंसे ओट नहीं होने 
देना चाहता ।' 
तदनन्तर एक दिन सम्पूर्ण विद्याओंमें विशारद एक 
कौशिक-गोत्री ब्राह्मण भिक्षाके लिये मेरे द्वापर आये । 
उन्होने वेदोंका पूर्ण अध्ययन किया था। वे बड़े अच्छे 
स्वरसे वेद-मन्त्रॉका उच्चारण करते थे । उन्हें आया देख 
मेरे पिताने पूछा--'आप कौन हैं ? आपका नाम, कुल, 
गोत्र और आचार क्या है ? यह बताइये ।' पिताकी बात 
सुनकर ब्राह्मण-कुमारने उत्तर दिया--'कौरिकवंझामें 
मेरा जन्म हुआ है । मैं वेद-नेदाङ्गोंका पारंगत विद्वान्‌ हू. 
मेरा नाम शिवशर्मा है; मेरे माता-पिता अब इस संसारमें 
नहीं हैं।' शिवशर्माने जब इस प्रकार अपना परिचय 
दिया, तन मेरे पिताने शुभ लग्नमें उनके साथ मेरा विवाह 


कर दिया! अब उनके साथ ही मै पिताके घरपर रहने 
'लगी। परन्तु मैं माता-पिताके धनके घमंडसे अपनी 
विवेकशाक्ति खो बैठी थी। मुझ पापिनीने कभी भी अपने 
स्वामीकी सेवा नहीं की | मैं सदा उन्हें क्रूर दृष्टिसे ही 
देखा करती थी । कुछ व्यभिचारिणी स्त्रियॉका साथ हो 
गया था, अतः सङ्ग-दोषसे मेरे मनमें भी तैसा ही नीच 
भाव आ गया था। मैं जहाँ-तहाँ स्वच्छन्दतापूर्वक 
घूमती-फिरती और माता-पिता, पति तथा भाइयेकि 
हितकी परवा नहीं करती थी । शिवरार्माका 'शील और 
उनकी साधुता सबको ज्ञात थी, अतः माता-पिता आदि 
सब लोग मेरै पापसे दुःखी रहते थे। मेरा दुष्कर्म देख 
पतिदेव उस घरको छोड़कर चले गये। उनके जानेसे 
पिताजीको बड़ी चिन्ता हुई । उन्हें दुःखसे व्याकुल देख 
माताने पूछा--'नाथ ! आप चिन्तित क्यों हो रहे हैं ?' 
'वसुदत्तते कहा--'प्रिये ! सुनो, दामाद मेरी पुत्रीको 
त्यागकर चले गये। सुदेवा पापाचारिणी है और वे 
पण्डित सथा बुद्धिमान्‌ थे। मैं क्या जानता था कि यह 
मेरी कन्या सुदेवा ऐसी दुष्टा और कुलनाशिनी होगी ।' 
ब्राह्मणी बोली--नाथ ! आज आपको पुत्रीके 
गुण और दोषका ज्ञान हुआ है--इस समय आपकी 
आँखें खुली हैं; किन्तु सघ तो यह है कि आपके ही मोह 
और स्नेहसे--लाड और प्यारसे यह इस अकार बिगड़ी 
है। आब मेरी बात सुनिये---सन्तान जबतक पाँच वर्षकी 
न हो जाय, तभीतक उसका लाड़-प्यार करना चाहिये । 
उसके बाद सदा सन्तानकी शिक्षाकी ओर ध्यान देते हुए, 
उसका पालन-पोषण करना उचित है । नहलाना-धुलाना, 
उत्तम वस्त्र पहनाना, अच्छे खान-पानका प्रबन्ध 
करना--ये सब बातें सन्तानकी पुष्टिके लिये आवश्यक 
हैं। साथ ही पुत्रॉको उत्तम गुण और विद्याकी ओर भी 
लगाना चाहिये । पिताका कर्तव्य है कि यह सन्तानको 
सदुणोंकी शिक्षा देनेके किये सदा कठोर बना रहे। 
केवल पालन-पोषणके लिये उसके प्रति मोह-ममता 


२६८ 


रखे । पुत्रके सामने कदापि उसके गुणोंका वर्णन न करे। 
उसे राहपर लानेके लिये कड़ी फटकार सुनाये तथा इस 
अकार उसे साधे, जिससे वह विद्या और गुणोंमें सदा ही 
निपुण होता जाय। जब माता अपनी कन्याको, सास 
अपनी पुत्र-वधूको और गुरु अपने झिष्योंको ताड्ना देता 
है, तभी वे सीधे होते हैं! इसी प्रकार पति अपनी पत्नीको 
और राजा अपने मन्त्रीको दोषोंके लिये कड़ी फटकार 
सुनायें। शिक्षा-बुद्धिसे ताइन और पालन करनेपर 
सन्तान सदुणोंद्वारा प्रसिद्धि लाभ करती है। 
शिवशर्मा उत्तम ब्राह्मण थे । उनके साथ रहनेपर भी 
इस कन्याको आपने घरमे निरङ्कुझ-स्वछन्द नना रखा 
था। इसीसे उच्छूछुल हो जानेके कारण यह नष्ट हुई है। 
पुत्री अपने पिताके घरमें रहकर जो पाप करती है, उसका 
फल माता-पिताको भी भोगना पड़ता है; इसलिये समर्थ 
पुत्रीको आपने घरमें नहीं रखना चाहिये । जिससे उसका 
ब्याह किया गया है, उसीके घरमें उसका पालन-पोषण 
होना उचित है। वहाँ रहकर यह भक्तिपूर्वक जो उत्तम 
गुण सीखती और पतिकी सेवा करती है, उससे कुलकी 
कीर्ति बढ़ती है और पिता भी सुखपूर्वक जीवन व्यतीत 
करता है। ससुरालमें रहकर यदि वह पाप करती है तो 
उसका फल पतिको भोगना पड़ता है । वहाँ सदाचार- 
पूर्वक रहनेसे वह सदा पुत्र-पौत्रोके साथ वृद्धिको प्राप्त 
होती है । प्राणनाथ ! पुत्रीके उत्तम गुणोंसे पिताकी कीर्ति 
बढ़ती है। इसलिये दामादके साथ भी कन्याको अपने 
घर नहीं रखना चाहिये । इस निषयमें एक पौराणिक 
इतिहास सुना जाता है, जो अट्टाईसवें द्रापरके आनेपर 
संघटित होनेबाला है । यदुकुलश्रेष्ठ वीरवर उग्रसेनके 
यहाँ जो घटना घटित होनेवाली है, उसीका मैं 
[भूतकारूके रूपमे] वर्णन करूंगी । 
माथुर प्रदेशमें मथुरा नामकी नगरी है, यहाँ उग्रसेन 
नामवाले यदुर्वशी यजा राज्य करते थे। वे शतुविजयी, 
सम्पूर्ण धर्मोकि तत्त्वज्ञ, बलवान, दाता और सदुणेकि 
जानकार थे! मेघावी राजा उग्रसेन धर्मपूर्वक राज्यका 
सञ्चालन और प्रजाका पालन करते थे | उन्हीं दिनों परम 
पवित्र विदर्भदेशमें सत्यकेतु नामसे प्रसिद्ध एक प्रतापी 


० अर्चयस्व हवीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ « 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


राजा थे। उनकी एक पुत्री थी, जिसका नाम पद्मावती 
था। वह सत्य-धर्ममें तत्पर तथा स्त्री-समुचित गुणोंसे 
युक्त होनेके कारण दूसरी लक्ष्मीके समान थी । मथुराके 
राजा उग्रसेनने उस मनोहर नेत्रोंवाली पद्मावतीसे विवाह 
किया। उसके स्नेह और प्रेमसे मथुरानरेश मुग्ध हो गये । 
पद्मावतीको वे प्राणोके समान प्यार करने लगे। उसे 
साथ लिये बिना भोजनतक नहीं करते थे। उसके साथ 
क्रीड़ा-विलासमें ही राजाका समय बीतने लगा। 
पद्मावतीके निना उन्हें एक क्षण भी चैन नहीं पड़ता था। 
इस प्रकार उस दम्पतिमें परस्पर बड़ा प्रेम था। 

कुछ कालके पश्चात्‌ विदर्भनरेश सत्यकेतुने अपनी 
पुत्री पद्याबतीको स्मरण किया । उसकी माता उसे न 
देखनेके कारण बहुत दुःखी थी। उन्होंने मधुरानरेशा 
उग्रसेनके पास अपने दूत भेजे। दूतोंने वहाँ जाकर 
आदरपूर्वक राजासे कहा--'महाराज ! विदर्भनरेश 
सत्यकेतुने अपनी कुशल कहलायी है और आपका 
कुशल-समाचार वे पूछ रहे हैं। यदि उनका प्रेम और 
स्नेहपूर्ण अनुरोध आपको स्वीकार हो तो राजकुमारी 
पद्यावतीको उनके यहां भेजनेकी व्यबस्था कीजिये । वे 
अपनी पुत्रीको देखना चाहते हैं।' नरश्रेष्ठ उग्रसेनने जन 
दूतोके मुँहसे यह बात सुनी तो प्रीति, खेह और 
उदारताके कारण आपनी प्रिय पत्नी पद्रात्रतीको 
विदर्थराजके यहाँ भेज दिया । पतिके भेजनेपर पद्मावती 
बड़े हर्षके साथ अपने मायके गयी । जहाँ पहुँचकर उसने 
पिताके चरणोंमें प्रणाम किया। उसके आनेसे महाराज 
सत्यकेतुको बड़ी प्रसन्नता हुई | पद्मावती वहाँ अपनी 
'सखियेकि साथ निःशङ्क होकर घूमने लगी । पहलेकी ही 
भाँति घर, वन, तालाब और चौबारोंमें विचरण करने 
लगी । यहाँ आकर वह पुनः बालिका बन गयी; उसके 
बर्तावमें लाज या सङ्कोचका भाव नहीँ रहा । 

एक दिनकी बात है--'पद्मानती [अपनी 
सखियोंके साथ] एक सुन्दर पर्वतपर सैर करनेके लिये 
'गयी। उसकी तराईमें एक रमणीय वन दिखायी दिया, 
जो केलोंके उद्यानसे शोभा पा रहा था। पहाडूपर भी 
फूलॉकी बहार थी.। राजकुमारीने देखा--एक ओर ऐसा 


भूमिस्वण्ड ] 


» 'सूकरीद्वारा अपने पूर्वजन्पका वर्णन तथा रानी सुदेवाके पुण्यसे उसका उद्धार + 


!*० ५४०५५०५७५५७०७७००»५९५००७४»४५७७४»&* ५४ »»०+००»*५४*»४५५४७७४+#+» ४» कडक कळक कक कडकडे 505 #४#४### 


२६९ 


रमणीय पर्वत, दूसरी ओर मनोहर वनस्थली और बीचमें 
स्वच्छ जलसे भरा सर्वतोभद्र नामक तालाब है। 
बालोचित चपलता, नारी-स्वभाव और खेल-कूदकी 
रुचि---इन सबका प्रभाव उसके ऊपर पड़ा। वह 
सहेलियोंके साथ तालाबमें उतर पड़ी और हँसती-गाती 
हुई जल-क्रीड़ा करने लगी । 
इसी समय कुबेरका सेवक गोभिल नामक दैत्य 
दिव्य जिमानपर बैठकर आकाइमार्गसे कहीं जा रहा 
था। तालाबके ऊपर आतेपर उसकी दृष्टि विशाल 
नेत्रॉंबाली विदर्भ-राजकुमारी पद्मावतीपर पड़ी, जो निर्भय 
होकर स्नान कर रही थी। गोभिळकी ज्ञान-शक्ति बहुत 
बढ़ी हुई थी, उसने निश्चित रूपसे जान लिया कि “यह 
विदर्भ-नरेशकी कन्या और महाराज उप्रसेनकी प्यारी 
पत्नी है। परन्तु यह तो पतित्रता होनेके कारण 
आत्मबलसे ही सुरक्षित है, परपुरुषॉके लिये इसे प्राप्त 
करना नितान्त कठिन है। उग्रसेन महामूर्ख है, जो उसने 
ऐसी सुन्दरी पत्नीको मायके भेज दिया है। आह ! यह 
पतिन्रता नारी पराये पुरुषके लिये दुर्लभ है, इधर 
कामदेव मुझे अत्यन्त पीड़ा दे रहा है। मैं किस प्रकार 
इसके निकट जाऊँ और कैसे इसका उपभोग करूँ: ?' 
इसी उधेड़-बुनमें पड़े-पड़ें उसने अपने लिये एक उपाय 
निकाल खिया । गोभिलने महाराज उग्रसेनका मायामय 
रूप घारण किया । चह ज्यॉ-का-त्यों उसेन बन गया । 
वही अङ्ग, बही उपाङ्ग, वैसे ही वस्त्र, उसी तरहका वेष 
और यही अवस्था । पूर्णरूपसे उग्रसेन-सा होकर वह 
पर्यतके झिखरपर उतरा और एक अशोकवृक्षकी छायामें 
शिलाके ऊपर बैठकर उसने मधुर स्वरसे सङ्गीत 
छेड़ दिया । बह गीत सम्पूर्ण विश्वको मोहित करनेवाला 
था! ताल, लय और उत्तम स्वरसे युक्त उस मधुर 
गानको सखियोंके मध्यमें बैठी हुई सुन्दरी पद्मावतीने भी 
सुना ! खह सोचने लगी--कौन गायक यह गीत गा रहा 
है ? राजकुमारीके मनमें उसे देखनेकी उत्कण्ठा हुई। 
उसने सस्तियेकि साथ जाकर देखा, अशोककी छायामें 
उज्ज्वल शिलाखप्डके ऊपर बैठा हुआ कोई पुरुष गा 
रहा है; वह महाराज उम्रसेन-सा ही जान पड़ता है। 


वास्तवमें तो बह राजाके वेषमें नीच दानव गोभिल ही 
था। पद्मावती विचार करने लगी--मेरे धर्मपरायण 
स्वामी मथुरानरेश अपना राज्य छोड़कर इतनी दूर कन 
और कैसे चले आये ? वह इस प्रकार सोच ही रही थी 
कि उस पापीने स्वयं ही पुकारा--'प्रिये ! आओ, आओ; 
देवि ! तुम्हारे बिना मैं नहीं जी सकता । सुन्दरी ! तुमसे 
अलग रहकर मेरे लिये इस प्रिय जोवनका भार वहन 
करना भी असम्भव हो गया है । तुम्हारे स्नेहने मुझे मोह 
लिया है; अतः मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं रह सकता ।' 

पतिरूपधारी दैत्यके ऐसा कहनेपर पद्मावती कुछ 
'लज्जित-सी होकर उसके सामने गयी। बह पद्यानतीका 
हाथ पकड़कर उसे एकान्त स्थानमें ले गया और वहाँ 
अपनी इच्छाके अनुसार उसका उपभोग किया | महाराज 
उग्रसेनके गुप्त अङ्गमें कुछ खास निशानी थी, जो उस 
पुरुषमे नहीं दिखायी दी । इससे सुन्दरी पद्यावतोके मनमें 
उसके प्रति सन्देह उत्पन्न हुआ । राजकुमारीने अपने चख 
सँभालकर पहन लिये; किन्तु उसके हृदयमें इस घटनासे 
बड़ा दुःख हुआ। वह क्रोधमें भरकर नीच दानव 
गोभिलसे बोली--'ओ नीच ! जल्दी बता, तू कौन 
है? तेरा आकार दानव-जैसा है, तू पापाचारी और 
निर्दयी है !' यह कहते-कहते आत्मग्लानिके कारण 
उसकी आँखें भर आयीं । बह शाप देनेको उत होकर 
बोली--'दुयत्पन्‌ ! तूने मेरे पतिके रूपमें आकर मेरे 
साथ छल किया और इस धर्ममय शरीरको अपवित्र 
करके मेरे उत्तम पातिब्रत्यका नाश कर डाला है। अब 
यहीं तू मेरा भी प्रभाव देख ले, मैं तुझे अत्यन्त कठोर 
झाप दूँगी।' 

उसकी बात सुनकर गोभिलने कहा---'पतिव्रता 
स्त्री, भगवान्‌ श्रीविष्णु तथा उत्तम ब्राह्मणके भयसे तो 
समस्त राक्षस और दानव दूर भागते हैं। मैं दानव-धर्मके 
अनुसार ही इस पृथ्वीपर विचर रहा हूँ; पहले मेरे दोषका 
विचार करो, किस अपराधपर तुभ मुझे शाप देनेको 
उद्यत हुई हो ?' 

पद्मावती बोरी-पापी! मैं साध्वी और 
पतिव्रता हूँ, मेरे मनमें केवळ अपने पतिकी काममा 


२७० 


* अर्चयस्व हृषीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


७2०३०००००००७७३७०००५९०००००३००००००७००००००००००००७०६३:३००००००७००७०००००:९७०००७००९९००००७००००००५०००७०-००४५०००५७०५०० 


रहती है; मैं सदा उन्हीके लिये तपस्या किया करती हूँ! 
मैं अपने धर्ममार्गपर स्थित थी, किन्तु तूने माया रचकर 
मेरे धर्मके साथ ही मुझे भी नष्ट कर दिया। इसलिये रे 
दुष्ट ! तुझे भी मैं भस्म कर डाळूंगी । 
गोभिल खोला---राजकुमारी ! यदि उचित 
समझो तो सुनो; मैं धर्मकी ही बात कह रहा हूँ। जो स्री 
अतिदिन मन, वाणी और क्रियाद्वारा अपने स्वामीकी सेवा 
करती है, पतिके संतुष्ट रहनेपर स्वयं भी संतोषका 
अनुभव करती है, पतिके क्रोधी होनेपर भी उसका त्याग 
नहीं करती, उसके दोषोंकी ओर ध्यान नहीं देती, उसके 
मारनेपर भी प्रसन्न होती है और स्वामीके सब कामोंमें 
आगे रहती है, बही नारी पतित्रता कही गयी है । यदि स्त्री 
इस लोकर्मे अपना कल्याण करना चाहती हो तो वह 
पतित, रोगी, अङ्गहीन, कोढ़ी, सब धर्मोसे रहित तथा 
पापी पतिका भी परित्याग न करे । जो स्वामीको छोड़कर 
जाती और दूसरे-दूसरे कामोंमें मन लगाती है, वह 
संसारमें सब धर्मॉसे बहिष्कृत व्यभिचारिणी समझी जाती 
है। जो पतिकी अनुपस्थितिमें ल्रेलुपतावश आम्य-भोग 
तथा शृज्ञारका सेवन करती है, उसे मनुष्य कुलटा कहते 
हैं। मुझे वेद और शास्त्रोंद्रारा अनुमोदित धर्मका ज्ञान है। 
गृहस्थ-धर्मका परित्याग करके पतिकी सेवा छोड़कर 
यहाँ किसलिये आयी ? इतनेपर भी अपने ही मुँहसे 
कहती हो--मै पतित्रता हूँ। कर्मसे तो तुममें पातित्रत्यका 
लेशमात्र भी नहीं दिखायी देता। तुम डर-भय छोड़कर 
पर्वत और बनमें मतवाली होकर घूमती-फिरती हो, 
इसलिये पापिनी हो। मैंने यह महान्‌ दण्ड देकर तुम्हें 
सीधी राहपर लगाया है---अब कभी तुमसे ऐसी धृष्टता 
नहीं हो सकती । बताओ तो, पतिको छोड़कर किसलिये 
यहाँ आयी हो ? यह भृङ्गार, ये आभूषण तथा यह 
मनोहर वेष धारण करके क्‍यों खड़ी हो ? पापिनी ! बोलो 
न, किसलिये और किसके लिये यह सब किया है? 
कहाँ है तुम्हारा पातित्रत्य ? दिखाओ तो मेरे सामने । 
व्यभिचारिणी स्बियोके समान नर्ताव करनेवाली नारी ! 
तुम इस समय अपने यतिसे चार सौ कोस दूर हो; कहाँ 
है छुममें पतिको देवता मानेका भाव । दुष्ट कहोंकी ! 


तुम्हें लाज नहीं आती, अपने बर्तावपर घृणा नहीं होती ? 
तुम क्या मेरे सामने बोलती हो। कहाँ है तुम्हारी 
तपस्याका प्रभाव । कहाँ है तुम्हारा तेज और बल । आज 
ही मुझे अपना बल, वीर्य और पराक्रम दिखाओ। 

पद्मावती बोली--ओ नीच असुर ! सुन; पिताने 
स्रेहवश मुझे पतिके घरसे बुलाया है, इसमें कहाँ पाप 
है। मैं काम, लोभ, मोह तथा डाहके बश पतिको 
छोड़कर नहीं आयी हूँ; मैं यहाँ भी पतिका चिन्तन करती 
हुई ही रहती हूँ। तुमने भी छलसे मेरे पतिका रूप धारण 
करके ही मुझे धोखा दिया है। 

गोभिलने कहा- पद्मावती ! मेरी युक्तियुक्त बात 
सुनो। अंधे मनुष्योंको कुछ दिखायी नहीं देता; तुम 
घर्मरूपी नेत्रसे हीन हो, फिर कैसे मुझे यहाँ पहचान 
पार्ती । जिस समय तुम्हारे मनमें पिताके घर आनेका भाव 
उदय हुआ, उसी समय तुम पतिकी भावना छोड़कर 
उनके ध्यानसे मुक्त हो गयी थीं। पतिका निरन्तर चिन्तन 
ही सतियॉके ज्ञानका तत्त्व है। जब वही नष्ट हो गया, 
जब तुम्हारे इृदयकी आँख ही फूट गयी, तब ज्ञान-नेत्रसे 
हीन होनेपर तुम मुझे कैसे पहचानतीं । 

आहाणी कहती है--प्राणनाथ ! गोभिळकी यात 
सुनकर राजकुमारी पद्मावती धरतीपर बैठ गयी । उसके 
हृदयमें बड़ा दुःख हो रहा था। गोभिरने फिर कहा--- 
“जुभे ! मैने तुम्हारे उदरमें जो अपने वीर्यकी स्थापना की 
है, उससे तीनों लोकोंको त्रास पहुँचानेवाला पुत्र उत्पन्न 
होगा ।' यों कहकर वह दानव चला गया । गोभिल बड़ा 
दुराचारी और पापात्मा था। उसके चळे जानेपर पद्मावती 
महान्‌ दुःखसे अभिभूत होकर रोने लगी । रोनेका शब्द 
सुनकर सखियाँ उसके पास दौड़ी आयी और पूछने 
लगीं--'राजकुमारी ! रोती क्यों हो? मधुरानरेश 
महाराज उयसेन कहाँ चले गये ?' पद्माचतीने अत्यन्त 
दुःखसे रोते-रोते अपने छरे जानेकी सारी बात नता दी । 
सहेलियाँ उसे पिताके घर ले गयीं। उस समय वह 
'शोकसे कातर हो थर-थर काँप रही थी। सखियोंने 
पद्मावतीकी माताके सामने सारी घटना कह दी । सुनते 
ही महारानी आपने पतिके महलमें गयीं और उनसे 


भूमिखण्ड ] * झूकरीड्वारा अपने पूर्वजत्मका वर्णन तथा रानी सुदेवाके पुण्यसे उसका उद्धार + २७९ 


22५५४५५४७५ ७९७५७७७५५७ ३७७७५७७७७५ ७७७७७७७७७७ ७७६३७७७७७६ »/5#5#*:**9&2***&&#3० तीची, 


कन्याका सारा वृत्तान्त उन्होंने कह सुनाया । उसे सुनकर कुटुम्बके लोगेनि मुझे त्याग दिया। मैं तो अपनी 
महाराज सत्यकेतुको बड़ा दुःख हुआ । उन्होने सवारी लाज-हया खो चुकी थी, शीघ ही वहाँसे चल दी । किन्तु 
और वस्र आदि देकर कुछ लोगोंके साथ पुत्रीको कहीं भी मुझे ठहरनेके लिये स्थान और सुख नहीं 


मधुरामें उसके पतिके घर भेज दिया। 

धर्मात्मा राजा उग्रसेन पद्मावतीको आयी देख बहुत 
असन्न हुए । वे रानीसे बार-बार कहने लगे--'सुन्दरी ! 
मैं तुम्हारे बिना जीवन धारण नहीं कर सकता । प्रिये ! 
तुम अपने गुण, शील, भक्ति, सत्य और पातिव्रत्य आदिं 
सद्दुणोंसे मुझे अत्यन्त प्रिय लगती हो ।' अपनी प्यारी 
भार्या पद्मावतीसे यों कहकर नृपश्रेष्ठ महाराज उग्रसेन 
उसके साथ विहार करने लगे। सब लोगोंको भय 
पहुँचानेवाळा उसका भयंकर गर्भ दिन-दिन बढ़ने लगा; 
किन्तु उस गर्भका कारण केवल पद्मावती ही जानती थी। 
अपने उदरमें बढ़ते हुए उस गर्भके विषयमें पद्मावतीको 
दिन-सत चिन्ता बनी रहती थी। दस वर्षतक वह गर्भ 
बढ़ता ही गया। तत्पश्चात्‌ उसका जन्म हुआ । वही 
महान्‌ तेजस्वी और महाबली कंस था, जिसके भयसे 
तीनों 'लोकोंके निवासी थर्रा उठे थे तथा जो भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके हाथसे मारा जाकर मोक्षको प्राप्त हुआ। 
स्वामिन्‌! ऐसी घटना भविष्यमें संघटित होनेवाली है, 
यह मैंने सुन रखा है! मैंने आपसे जो कुछ कहा है, वह 
समस्त पुराणोंका निश्चित मत है । इस प्रकार पिताके घरमें 
रहनेवाली कन्या बिगड़ जाती है। अतः कन्याको घरमें 
रखनेका मोह नहीं करना चाहिये । यह सुदेवा बड़ी दुष्टा 
और महापापिनी है। अतः इसका परित्याग करके आप 
निश्चिन्त हो जाइये। 

शूकरी कहती है--माताकी यह बात--यह 
उत्तम सलाह सुनकर मेरे पिता द्विजश्रेष्ठ वसुदत्तने मुझे 
त्याग देनेका ही निश्चय किया । उन्होंने मुझे बुलाकर 
कहा--'दुष्टे ! कुलमें कलङ्क लगानेवाली दुराचारिणी ! 
तेरे ही अन्यायसे परम बुद्धिमान्‌ शिवशर्मा चले गये। 
जहाँ तेरे स्वामी रहते हैं, वहीं तू भी चली जा; अथवा 
जो स्थान तुझे अच्छा लगे, वहीं जा, जैसा जीमें आये, 
चैसा कर।' महारानीजी ! यों कहकर पिता-माता और 


मिलता था । लोग मुझे देखते ही 'यह कुलटा आयी !' 
कहकर दुत्कारने लगते थे। 

कुल और मानसे वञ्चित होकर घूमती-फिरती मैं 
प्रान्तसे नाहर निकल गयी और गुर्जर देश (गुजरात 
आन्त) के सौराष्ट्र (प्रभास) नामक पुण्यतीर्थमें जा 
पहुँची, जहाँ भगवान्‌ शिव (सोमनाथ) का मन्दिर है। 
मन्दिरके पास ही वनस्थल नामसे विख्यात एक नगर था, 
जिसकी उस समय बड़ी उन्नति थी। मैं भूखसे अत्यन्त 
पीड़ित थी, इसलिये खपरा लेकर भीख माँगने चली । 
परन्तु सब लोग मुझसे घृणा करते थे। “यह पापिनी 
आयी [भगाओ इसे]' यों कहकर कोई भी मुझे भिक्षा 
नहीं देता था । इस प्रकार दुःखमय जीवन व्यतीत करती 
मैं बड़े भारी रोगसे पीड़ित हो गयी। उस नगरमें 
घूमते-घूमते मैंने एक बड़ा सुन्दर घर देखा, जहाँ बैदिक 
पाठशाला थी। वह घर अनेक ब्राह्मणोंसे भरा था और 
वहाँ सब ओर वेदमन्त्रॉंकी ध्वनि हो रही थी। लक्ष्मीसे 


२७२ 


* अर्चयस्व हृषीकेदा यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


Frsanmeersneenneesesssssenneetseennneneerenensssssersneneesnnssseeenesssees aes a+mnssnneese nasa ne e५७५ ०१५ 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


प्रवेश किया। वह सब ओरसे मङ्गलमथ प्रतीत होता 
था। मेरे पति शिवञर्माका ही वह घर था। मैं दुःखसे 
पीड़ित होकर बोली--'भिक्षा दीजिये।' द्विजश्रेष्ठ 
शिवशर्माने भिक्षाका शब्द सुना । उनकी एक भार्या थी, 
जो साक्षात्‌ लक्ष्मीके समान रूपवती थी । उसका मुख 
बड़ा ही सुन्दर था। वह मङ्गला नामसे प्रसिद्ध थी । परम 
बुद्धिमान्‌ घर्मात्मा शिवशर्मनि मन्द-मन्द मुसकराती हुई 
अपनी पत्री मङ्गलासे कहा--'प्रिये ! वह देखो--एक 
दुनली-पतली खी आयी है, जो भिक्षाके लिये द्वापर 
खड़ी है; इसे घरमें बुलाकर भोजन दो ।' मुझे आयी जान 
मङ्गलाका हृदय अत्यन्त करुणासे भर आया । उसने मुझ 
दीन-दुर्बल भिक्षुकीको मिष्टान्न भोजन कराया । मैं अपने 
पतिको पहचान गयी थी, उन्हें देखकर लज्जासे मेरा 
मस्तक झुक गया । परम सुन्दरी मङ्गलाने मेरे इस भावको 
लक्ष्य किया और स्वामीसे पूछा---'प्राणनाथ ! यह कौन 
है, जो आपको देखकर लजा रही है? मुझपर कृपा 
करके इसका यथार्थ परिचय दीजिये ।' 

शिवशर्माने कहा--प्रिये! यह विप्रवर 
वसुदद्तकी कन्या है । बेचारी इस समय भिक्षुकीके रूपमें 
यहाँ आयी है। इसका नाम सुदेवा है। यह मेरी 
कल्याणमयी भार्या है, जो मुझे सदा ही प्रिय रही है। 
किसी विशेष कारणसे यह अपना देश छोड़कर आज 
यहाँ आयो है, ऐसा समझकर तुम्हें इसका अच्छे ढंगसे 

स्वागत-सत्कार करना चाहिये | यदि तुम मेरा भलीभाँति, 
प्रिय करना चाहती -हो तो इसके आदरभावमें कमी 
न करना । 

'पतिकी बात सुनकर मङ्गलमयी मङ्गला बहुत प्रसन्न 
हुई । उसने अपने ही हाथों मुझे स्नान कराकर उत्तम वख 
पहननेको दिया और स्वयं भोजन बनाकर खिलाने- 
पिलाने लगी । रामीजी ! अपने स्वामीके द्वारा इतना 

सम्मान पाकर मुझे अपार दुःख हुआ । मेरे इदयमें 
पश्चात्तापकी तीब्र अग्नि प्रज्वलित हो उठी । मैने मङ्गलाके 
किये हुए सम्मान और आपने दुष्कर्मकी ओर देखा; इससे 
मनमें दुःसह चिन्ता हुई, यहाँतक कि प्राण जानेकी नौबत 


आ गयी। मैं ऐसी पापिनी थी कि पतिसे कभी मीठे 
बचनतक नहीं बोली । उलटे उन श्रेष्ठ ब्राह्मणके विपरीत 
जुरे कर्मोका ही आचरण करती रही । इस प्रकार चिन्ता 
करते-करते मेरा हृदय फट गया और प्राण शरीर छोड़कर 
चल बसे। 

तदनन्तर यमराजके दूत आये और मुझे साँकलके 
दृढ़ बन्धनमें बाँधकर यमपुरीको ले चले । मार्गमे जब मैं 
अत्यन्त दुःखी होकर रोती तब वे मुझे मुगदरोंसे पीटते 
और दुर्गम मार्गसे ले जाकर कष्ट पहुँचाते थे । बीच- 


'यमराजके. सामने ले जाकर खड़ा कर दिया । महात्मा 
'यमराजने बड़ी क्रोधपूर्ण दृष्टिसे मेरी ओर देखा और मुझे 
अंगारोंकी देरीमें फेंकना दिया। उसके खाद मैं कई 
नरकॉमें डाळी गयी मैने अपने स्वामीके साथ धोखा 
किया था, इसलिये एक लोहेका पुरुष बनाकर उसे 
आगसे तपाया गया और वह मेरी छातीपर सुला दिया 
'गया। नरककी प्रचण्ड आगमे तपायी जानेपर मैं नाना 
श्रकारकी पीड़ाओंसे अत्यन्त कष्ट पाने लगी। 
असिंपत्र-चनमें पड्कर मेरा सारा शरीर छित्र-भिन्न हो 
गया! फिर मै पीच, रक्त और विष्ठामें डाली गयी। 


भूमिखण्ड ] 


* सुकलाका सतीत्व नष्ट करनेके र्ये इन्द्र और काम आदिकी कुचेष्टा « 


र्र 


2५७७५५१४५७ ७७०७७०७७ ७५०७७७७७७७ ७७७७७७७ केटककी %#*#+ #&+## * ४५5 #2%/#& ४ 0४४5 65# 5०५ ०### #*/# 542. 


कीड़ॉसे भरे हुए कुप्डमें रहना पड़ा । आरीसे मुझे चीरा 
गया | शक्ति नामक असरका भलीभाँति मुझपर प्रहार 
किया गया। दूसरे-दूसरे नरकोंमें भी मैं गिरायी गयी। 
अनेक योनियोंमें जन्म लेकर मुझे असह्य दुःख भोगना 
पड़ा । पहले सियारकी योनिमें पड़ी, फिर कुत्तेकी योनिमें 
जन्म लिया । तत्पश्चात्‌ क्रमशः साँप, मुर्गे, बिल्ली और 
चूहेकी योनिमें जाना पड़ा । इस प्रकार धर्मराजने पीड़ा 
देनेवाली प्रायः सभी पापयोनियोॉमें मुझे डाला । उन्होंने ही 
मुझे इस भूतलपर शूकरी बनाया है । महाभागे ! तुम्हारे 
हाथमें अनेक तीर्थोंका वास है। देवि! तुमने अपने 
हाथके जलसे मुझे सींचा है, इसलिये तुम्हारी कृपासे मेरा 
सब पाप दूर हो गया। तुम्हारे तेज और पुण्यसे मुझे 
अपने पूर्वजन्मकी बातोंका ज्ञान हुआ है । रानीजी ! इस 
समय संसारमें केवल तुम्हीं सबसे बड़ी पतिव्रता हो। 
इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि तुमने अपने स्वामीकी 
बहुत बड़ी सेवा की है। सुन्दरी ! यदि मेरा प्रिय करना 
चाहती हो तो अपने एक दिनकी पतिसेवाका पुण्य मुझे 
- अर्पण कर दो। इस समय तुम्हीं मेरी माता, पिता और 
सनातन गुरु हो । मैं पापिनी, दुराचारिणी, सत्यवादिनी 
और ज्ञानहीना हूँ। महाभागे ! मेरा उद्धार करो । 
सुकला बोली--सखियो ! शूकरीकी यह बात 
सुनकर रानी सुदेवाने राजा इक्ष्वाकुकी ओर देखकर पूछा--- 
“महाराज ! मैं क्या करूँ ? यह शूकरी क्या कहती है ?' 
इक्षवाकुने कहा--शुभे! यह बेचारी 


पाप-योनिमें पड़कर दुःख उठा रही है; तुम अपने 
पुण्योंसे इसका उद्धार करो, इससे महान्‌ कल्याण होगा । 

महाराजकी आज्ञा लेकर रानी सुदेवाने शूकरीसे 
कहा--- देवि ! मैंने अपना एक वर्षका पुण्य तुम्हें अर्पण 
किया।' रानी सुदेवाके इतना कहते ही वह शूकरी 
तत्काल दिव्य देह धारण कर प्रकट हुई । उसके दारीरसे 
तेजकी ज्वाला निकल रही थी । सन प्रकारके आभूषण 
और भाँति-भाँतिके रत्न उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। वह 
साध्वी दिव्यरूपसे युक्त हो दिव्य घिमानपर बैठी और 
अन्तरिक्ष लोकको चलने लगी । जाते समय उसने 
मस्तक झुकाकर रानीको प्रणाम किया और कहा-- 
“महाभागे ! तुम्हारी कृपासे आज मैं पापमुक्त होकर परम 
पवित्र एवं मङ्गलमय वैकुण्ठको जा रही हूँ।' यों कहकर 
चह वैकुण्ठको चली गयी। 

सुकल्म कहने लगी--इस प्रकार पहले मैंने 
पुराणोमें नारीधर्मका वर्णन सुना है। ऐसी दशे 
जब पतिदेव यहाँ उपस्थित नहीं हैं, मैं किस प्रकार 
भोगोंका उपभोग करूँ । मेरे लिये ऐसा विचार निश्चय ही 
पाएपूर्ण होगा । 

सुकलाके मुखसे इस प्रकार उत्तम पातिन्नत्य- 
घर्मका वर्णन सुनकर सखियॉंको बड़ा हर्ष हुआ। 
नारियॉको संद्गति प्रदान करेनेखारे उस परम पवित्र 
धर्मका श्रवण करके समस्त ब्राह्मण और पुण्यवती स्रियाँ 
धर्मानुरागिणी महाभागा सुकलाकी प्रशसा करने लगीं । 


जन ला 
सुकलाका सतीत्व नष्ट करनेके लिये इन्द्र और काम आदिकी कुचेष्टा तथा उनका 
असफल होकर लौट आना 


भगवान्‌ श्रीविष्णु कहते हैं- राजेन्द्र ! 
सुकलाके मनमें केवल पतिका ही ध्यान था और पतिकी 
ही कामना थी। उसके सतीत्वका प्रभाव देवराज इन्द्रने 
भी भलीभाँति देखा तथा उसके विषयमे पूर्णतया विचार 
करके वे मन-ही-मन कहने छगे---“मैं इसके अविचल 
धैर्य [और धर्म] को नष्ट कर दूँगा । ऐसा निश्चय करके 
उन्होंने तुरंत ही कामदेवका स्मरण किया। महाबली 


कामदेव अपनी प्रिया रतिके साथ वहाँ आ गये और 
हाथ जोड़कर- इन्द्रसे बोले--'नाथ ! इस समय 
किसलिये आपने मुझे याद किया है ? आज्ञा दीजिये, मैं 
सब प्रकारसे उसका पालन करूँगा।' 

“इन्द्रने: कहा---कामदेव ! यह जो पातित्रत्यमे 
तत्पर रहनेवाली महाभागा सुकल्म है, वह परम पुण्यवती 
और मङ्गलमयी है; मैं इसे अपनी ओर आकर्षित करना 


चाहता हूँ। इस कार्यमें तुम मेरी पूरी तरहसे सहायता 
करो। 
कामदेवने उत्तर दिया--'सहस्नलोचन ! मैं 
आपकी इच्छा-पूर्तिक लिये आपकी सहायता अवश्य 
करूंगा । देवराज ! मैं देवताओं, मुनियों और बड़े-बड़े 
ऋषीश्चरोंको भी जीतनेकी शक्ति रखता हूँ; फिर एक 
साधारण कामिनीको, जिसके झरीरमें कोई बल ही नहीं 
होता, जीतना कौन बड़ी बात है । मैं कामिनियोंके विभिन्न 
आङ्गोमें निवास करता हूँ। नारी मेरा घर है, उसके भीतर 
मैं सदा मौजूद रहता हूँ। अतः भाई, पिता, स्वजन- 
सम्बन्धी या बन्धु-बान्धध--कोई भी क्यों न हो, यदि 
उसमें रूप और गुण है तो वह उसे देखकर मेरे बाणोंसे 
घायल हो हो जाती है। उसका चित्त चञ्चल हो जाता है, 
वह परिणामकी चिन्ता नहीं करती । इसलिये देवेश्वर ! मै 
सुकलाके सतीत्वको अवश्य नष्ट करूँगा।' 
इन्द्र बोले--मनोभव ! मैं रूपवान, गुणवान्‌ और 
धनी बनकर कौतूहलबश इस नारीको (धर्म और] 
धैर्यसे विचलित करूँगा। 
कामदेवसे यों कहकर देवराज इन्द्र उस स्थानपर 
गये, जहाँ कृकल वैश्यकी प्यारी पत्नी सुकला देवी 
निवास करती थी । वहाँ जाकर वे अपने हाव-भाव, रूप 
और गुण आदिका प्रदर्शन करने लगे। रूप और 
सम्पत्तिसे युक्त होनेपर भी उस पराये पुरुषपर सुकला 
दृष्टि नहीं डालतो थी; परन्तु वह जहाँ-जहाँ जाती, 
बहों-वहीं पहुँचकर इन्द्र उसे निहारते थे। इस प्रकार 
सहसखनेत्रधारी इन्द्र अपने सम्पूर्ण भाषोंसे कामजनित 
चेष्टा प्रदर्शित करते हुए चाहभरे हृदयसे उसकी ओर 
देखते थे । इन्द्रने उसके पास अपनी दूती भी भेजी । वह 
मुसकराती हुई गयी और मन-ही-मन सुकल्त्रकी प्रशंसा 
करती हुई वोली- अहो ! इस नारीमें कितना सत्य, 
कितना धैर्य, कितना तेज और कितना क्षमाभाव है। 
संसारमें इसके रूपकी समानता करनेवाली दूसरी कोई 
भी सुन्दरी नहीं हैं।' इसके बाद उसने सुकस्त्रसे 
पूछा--'कल्याणी ! तुम कौन हो, किसकी पत्नी हो? 
जिस पुरुषको तुम-जैसी गुणवती भार्या प्राप्त है, वही 


इस पृथ्वीपर पुण्यका भागी है।' 

दूतीकी बात सुनकर मनस्विनी सुकलाने कहा-- 
“देवि ! मेरे पति वैश्य जातिमें उत्पन्न, धर्मात्मा और 
सत्यप्रेमी हैं; उन्हें लोग कुकल कहते हैं। मेरे स्वामीकी 
बुद्धि उत्तम है, उनका चित्त सदा धर्ममें ही लगा रहता 
है। वे इस समय तीर्थ-यात्राके लिये गये हैं; उन्हें गये 
आज तीन वर्ष हो गये। अतः उन महात्माके बिना मैं 
बहुत दुःखी हूँ । यही मेरा हाल है । अब यह बताओ कि 
तुम कौन हो, जो मुझसे मेरा हाल पूछ रही हो ?' 
सुकलाका कथन सुनकर दूतीने पुनः इस प्रकार कहना 
आरम्भ किया--'सुन्दरी ! तुम्हारे स्वामी बड़े निर्दयी हैं, 
जो तुम्हें अकेली छोड़कर चले गये! वे अपनी प्रिय 
पल्लीके घातक जान पड़ते हें, अब उन्हें लेकर क्या 
करोगी। जो तुम-जैसी साध्वी और सदाचार-परायणा 
पल्रीको छोड़कर चले गये, वे पापी नहीं तो क्या हैं। 
बाले ! अब तो वे गये; अब उनसे तुम्हारा क्या नाता है ! 
कौन जाने वे वहाँ जीवित हैं या मर गये । जीते भी हों 
तो उनसे तुम्हें क्या लेना है । तुम व्यर्थ ही इतना खेद 
करती हो। इस सोने-जैसे शरीरको क्यों नष्ट करती हो। 
मनुष्य बचपनमें खेल-कूदके सिवा और किसी सुखका 
अनुभव नहीं करता। बुढ़ापा आनेपर जब जरावस्था 
शरीरको जीर्ण बना देती है, तब दुःख-ही-दुःख उठाना 
रह जाता है। इसलिये सुन्दरी ! जनतक जवानी है, 
तभीतक संसारके सम्पूर्ण सुख और भोग भोग लो। 
मनुष्य जबतक जवान रहता है, तभीतक वह भोग 
भोगता है। सुख-भोग आदिकी सब सामग्रियोंका 
इच्छानुसार सेवन करता है । इधर देखो--ये एक पुरुष 
आये हैं, जो बड़े सुन्दर, गुणवान, सर्वज्ञ, धनी तथा 
पुरुषोमे श्रेष्ठ हैं तुम्हारे ऊपर इनका बड़ा स्नेह है; ये सदा 
तुम्हारे हित-साघनके लिये प्रयुलशील रहते हैं। इनके 
ञरीरमें कभी ुढ़ापा नहीं आता । स्वयं तो ये सिद्ध हैं ही, 
दूसरोंको भी उत्तम सिद्धि प्रदान करनेवाले हैं। उत्तम 
सिद्ध और सर्वज्ञॉमें श्रेष्ठ हैं। लोकमें अपने स्वरूपसे 
सबकी कामना पूर्ण करते हैं। 

सुकला खोली--दूती ! यह. शरीर मल-मूत्रका 


खजाना है, अपवित्र है; सदा ही क्षय होता रहता है। 
शुभे ! यह पानीके बुलबुलेके समान क्षणभद्भुर है । फिर 
इसके रूपका क्या वर्णन करती हो। पचास वर्षकी 
अवस्थातक ही यह देह दृढ़ रहती है, उसके बाद प्रतिदिन 
क्षीण होती जाती है । भला, बताओ तो, मेरे इस शरीरमें 
ही तुमने ऐसी क्या विशेषता देखी है, जो अन्यत्र नहीं है । 
उस पुरुषके शरीरसे मेरे झरीरमें कोई भी वस्तु अधिक 
नहीं है। जैसी तुम, जैसा वह पुरुष, वैसी ही मै--इसमें 
तनिक ही सन्देह नहीं है, ऊँचे उठनेका परिणाम पतन ही 
है। ये बड़े-बड़े वृक्ष और पर्वत कालसे पीड़ित होकर 
नष्ट हो जाते हैं। यही दशा सम्पूर्ण भूतोंकी है--इसमें 
रत्तीभर भी संदेह नहीं । दूती ! आत्मा दिव्य है। बह 
रूपहीन है । स्थावर-जङ्गम सभी प्राणियोंमें बह व्याप्त है । 
जैसे एक ही जल भिन्न-भिन्न घड़ोंमें रहता है, उसी प्रकार 
एक ही शुद्ध आत्मा सम्पूर्ण भूतोंमें निवास करता है। 
घड़ोंका नाश होनेसे जैसे सब जल मिलकर एक हो जाता 
है, उसी प्रकार आत्माकी भी एकता समझो । (स्थूल, 
सूक्ष्म और कारणरूप] त्रिविध शरीरका नाझ होनेपर 
पञ्चकोशके सम्बन्धसे पाँच प्रकारका प्रतीत होनेवाला 
आत्मा एकरूप हो जाता है । संसारमें निवास करनेवाले 
अआणियोंका मैंने सदा एक ही रूप देखा है । [किसीमें कोई 
अपूर्वता नहीं है।] कामकी खुजलाहट सब प्राणियोंको 
होती है। उस समय स्त्री और पुरुष दोनोंकी इन्द्रियोमें 
उत्तेजना पैदा हो जाती है, जिससे वे दोनों प्रमत्त होकर 
एक-दूसरेसे मिलते हैं। झारीरसे शरीरको रगड़ते हैं। 
इसीका नाम मैथुन है । इससे क्षणभरके लिये सुख होता 
है, फिर बैसी ही दशा हो जाती है । दूती ! सर्वत्र यही 
नात देखी जाती है। इसलिये अब तुम अपने स्थानको 
लौट जाओ । तुम्हारे प्रस्तावित कार्यमें कोई नवीनता नहीं 
है। कम-से-कम मेरे लिये तो इसमें कोई अपूर्व बात नहीं 
जान पड़ती; अतः मैं कदापि ऐसा नहीं कर सकती! 
भगवान्‌ श्रीविष्णु कहते हैं--सुकलाके यों 
कहनेपर दूती चली गयी। उसने इन्द्रसे उसकी कही हुई 
सारी बातें संक्षेपमें सुना दीं। सुकलाका भाषण सत्य 


और धर्मसे युक्त था। उसके साहस, धैर्य और ज्ञानकी 
आलोचना करके इन्द्र मन-ही-मन सोचने लगे--'इस 
पृथ्वीपर दूसरी कोई स्त्री ऐसी नहीं है, जो इस तरहकी 
बात कह सके! इसका वचन योगस्बरूप, निश्चयात्मक 
तथा ज्ञानरूपी जलसे प्रक्षालित है । इसमें सन्देह नहीं कि 
यह महाभागा सुकला परम पवित्र और सत्यस्वरूपा है । 
यह समस्त त्रिलोकीको धारण करनेमें समर्थ है।' यह 
विचारकर इन््रने कामदेबसे कहा--'अन मैं तुम्हारे साथ 
कुकल-पल्री सुकलाको देखने चलाँगा।' कामदेवको 
अपने बलपर बड़ा घमंड था । वह जोरमें आकर इन्द्रसे 
बोला--'देवराज ! जहाँ बह पतिव्रता रहती है, उस 
स्थानपर चलिये। मैं अभी चलकर उसके ज्ञान, वीर्य, 
बल, धैर्य, सत्य और पातित्रत्यको नष्ट कर डाळूंगा । 
उसकी क्या शक्ति है, जो मेरे सामने टिक सके ।' 
कामदेवकी बात सुनकर इन्द्रने कहा--“काम ! मैं 
जानता हूँ, यह पतिन्रता तुमसे परास्त होनेवाली नहीं है । 
यह अपने धर्ममय पराक्रमसे सुरक्षित है । इसका भाव 
बहुत सच्चा है । यह नाना भ्रकारके पुण्य किया करती है । 
फिर भी मैं यहाँसे चलकर तुम्हारे तेज, बल और भयंकर 
पराक्रमको देखूँगा)' यह कहकर इन्द्र धनुर्धर वीर 
कामदेवके साथ चले। उनके साथ कामकी पली रति 
और दूती भी थी। वह परम पुण्यमयी पतिब्रता अपने 
घरके द्वारपर अकेली बैठी थी और केवल पतिके ध्यानमें 
तन्मय हो रही थी। वह प्राणोंको बरमें करके स्वामीका 
चिन्तन करती हुई विकल्प-शून्य हो गयी थो। कोई भी 
पुरुष उसकी स्थितिकी कल्पना नहीं कर सकता था । उस 
समय इन्द्र अनुपम तेज और सौन्दर्ये युक्त, बिलास 
तथा हान-भावसे सुशोभित अत्यन्त अद्भुत रूप धारण 
करके सुकलाके सामने प्रकट हुए । उत्तम विलास और 
कामभावसे युक्त महापुरुषको इस प्रकार सामने विचरण 
करते देख महात्मा कृकल वैश्यकी पलीने उसके रूप, 
गुण और तेजका तनिक भी सम्मान नहीं किया। जैसे 
कमलके पत्तेपर छोड़ा हुआ जल उस पत्तेको छोड़कर दूर 
चला जाता है--ठसमें ठहरता नहीं, उसी प्रकार वह 


२७६ 


सती भी उस पुरुषकी ओर आकृष्ट नहीं हुई । महासती 
'सुकलाका तेज सत्यकी रज्जुसे आबद्ध था। [उस 
पुरुषको दृष्टिसे बचनेके लिये] वह घरके भोतर चली 
'गयी और अपने पतिमें ही अनुरक्त हो उन्हॉंका चिन्तन 
करने लगी। 
इन्द्र सुकलाके शुद्ध भावको समझकर सामने खड़े 
हुए कामदेवसे बोले--'इस सतीने सत्यरूप पतिके 
ध्यानका कवच धारण कर रखा है। [तुम्हारे बाण इसे 
चोट नहीं पहुँचा सकते,] अतः सुकलाको परास्त करना 
असम्भव है । यह पतित्रता अपने हाथमें धर्मरूपी घनुष 
और ध्यानरूपी उत्तम बाण लेकर इस समय रणभूमिमें 
तुमसे युद्ध करनेको उद्यत है। अज्ञानी पुरुष ही 
त्रिलोकीके महात्माओंके साथ बैर बाँधते हैं। कामदेव ! 
इस सतीके तपका नाश करनेसे हम दोनोंको अनन्त एवं 
अपार दुःख भोगना पड़ेगा। इसलिये अब हमें इसे 
छोड़कर यहाँसे चल देना चाहिये । तुम जानते हो, पहले 
एक बार मैं सतीके साथ समागम करनेका पापमय 
'परिणाम--असह्य दुःख भोग चुका हूँ। महर्षि गौतमने 
मुझे भर्यकर शाप दिया था। आगकी लपटको छूनेका 
साहस कौन करेगा । कौन ऐसा मूर्ख है, जो अपने गलेमें 
भारी पत्थर बाँधकर समुद्रमें उतरना चाहेगा तथा किसको 
मौतके मुखमें जानेकी इच्छा है, जो सती ख्रीको विचलित 
करनेका प्रयल करेगा ।' 
इन्द्रने कामदेवको उत्तम शिक्षा देनेके लिये बहुत ही 
नीति-युक्त बात कही; उसे सुनकर कामदेवने इन्द्रसे 
कहा- “सुरेश ! मैं तो आपके ही आदेशसे यहाँ आया 
था! अब आप धैर्य, प्रेम तथा पुरुषार्थका त्याग करके 
ऐसी पौरुषहीनता और कायरताकी बातें क्यों करते हैं। 
पूर्वकालमें मैंने जिन-जिन देवताओं, दानवों और 
तपस्यामें लगे हुए, मुनीश्वरॉको परास्त किया है, चे सब 
मेरा उपहास करते हुए कहेंगे कि “यह कामदेव बड़ा 
डरपोक हैं, एक साधारण खोने इसको क्षणभरमें परास्त 
कर दिया ।' इसलिये मैं अपने सम्मानरूपी धनकी रक्षा 
करूँगा और आपके साथ चलकर इस सतीके तेज, बल 
और धैर्यका नाश करूँगा । आप डरते क्यों हैं।' देवराज 


* अर्चयस्व हृषीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


इन्द्रको इस प्रकार समझा-बुझाकर कामदेवने पुष्पयुक्त 
धनुष और बाण हाथमें ले लिये तथा सामने खड़ी हुई 
अपनी सखी क्रीड़ासे कहा- “प्रिये तुम माया रचकर 
वैश्यपल्ली सुकलाके पास जाओ । वह अत्यन्त पुण्यवती, 
सत्यमें स्थित, धर्मका ज्ञान रखनेवाली और गुणज्ञ है। 
यहाँसे जाकर तुम मेरी सहायताके लिये उत्तम-से-उत्तम 
कार्य करो।' क्रीड़ासे यों कहकर बे पास ही खड़ी हुई 
प्रीतिको सम्बोधित करके बोले--'तुम्हें भी मेरी 
सहायताके लिये उत्तम कार्य करना होगा; तुम अपनी 
चिकनी-चुपड़ी बातॉसे सुकलाको बशमें करो।' इस 
प्रकार अपने-अपने कार्यमें लगे हुए वायु आदिके साथ 
उपर्युक्त व्यक्तियोंको भेजकर कामदेवने उस महासतीको 
मोहित करनेके लिये इन्द्रके साथ पुनः प्रयाण किया ।' 
सुकलाका सतीत्व नष्ट करनेके उद्देश्यसे जब इन्द्र 
और कामदेव प्रस्थित हुए; तब सत्यने धर्मसे कहा-- 
“महाप्रज्ञ धर्म ! कामदेवकी जो चेष्टा हो रही है, उसपर 
दृष्टिपात करे । मैने तुम्हारे, अपने तथा महात्मा पुण्यके 
लिये जो स्थान बनाया था, उसे यह नष्ट करना चाहता 
है। दुष्टात्मा काम हमलोगोंका शत्रु है, इसमें तनिक भी 
सन्देह नहीं है। सदाचारी पति, तपस्वी ब्राह्मण और 
पतिव्रता पल्ली--ये तीन मेरे निवास-स्थान हैं । जहाँ मेरी 
वृद्धि होती है--जहाँ मै पुष्ट और सन्तुष्ट रहता हूँ, वहीं 
तुम्हारा भी निवास होता है । श्रद्धाके साथ पुण्य भी वहाँ 
आकर क्रीड़ा करते हैं । मेरे शान्तियुक्त मन्दिरमे क्षमाका 
भी आगमन होता है। जहाँ मैं रहता हूँ, वहीं सन्तोष, 
इन्द्रिय-संयम, दया, प्रेम, प्रज्ञा और छोभहीनता आदिं 
गुण भी निवास करते हैं । वहीं पवित्र भाव रहता है। ये 
सभी सत्यके बन्धु-बान्धव हैं। धर्म ! चोरी न करना, 
अहिंसा, सहनशीलता और बुद्धि--ये सब मेरे ही घरमें 
आकर धन्य होते हैं। गुरु-ुश्रूषा, लक्ष्मीके साथ 
भगवान्‌ श्रीविष्णु तथा अध्रि आदि देवता भी मेरे घरमें 
पधारते हैं । मोक्ष-मार्गको प्रकाशित करनेवाले ज्ञान और 
उदारता आदिसे युक्त हो पूर्वोक्त व्यक्तियोंके साथ मैं 
धर्मात्मा पुरुषों और सती खियोके भीतर निवास करता 
हूँ. । ये जितने भी साधु-महात्मा है, सब मेरे गृहस्वरूप हैं; 


भूमिखप्ड ] 


» सुकलाका सतीत्व नष्ट करनेके लिये इन्द्र और काम आदिकी कुचेष्टा « 


२७७ 


इन सबके भीतर मैं उक्त कुटुम्बियोंके साथ वास करता 
हूँ। जो जगत्के स्वामी, त्रिशूलधारी, वृषभवाहन तथा 
साक्षात्‌ ईश्वर हैं, वे कल्याणमय भगवान्‌ शिव भी मेरे 
निवास-स्थान हैं। कुकल वैश्यकी प्रियतमा भार्या 
मङ्कलमयी सुकला भी मेरा उत्तम गृह है; किन्तु आज पापी 
काम इसे भी जळा डाऊनेको उद्यत हुआ है । ये बलवान्‌ 
इन्द्र भी कामका साथ दे रहे हैं; कामकी ही करतूतसे 
अहल्याका सङ्ग करनेपर एक बार जो हानि उठानी पड़ी 
है, उस प्राचीन घटनाका इन्हें स्मरण क्यों नहीं होता । 
'सतीके सतीत्वका नाश करनेसे ही इन्हें महान्‌ दुःखमें 
पड़कर दुःसह झापका उपभोग करना पड़ा था | फिर भी 
आज कामदेवके साथ आकर ये धर्मचारिणी कृकल-पत्नी 
सुकलाका अपहरण करनेको उतारू हुए हैं ।' 
घर्मने कहा--मैं कामका तेज कम कर दूँगा; [मैं 
यदि चाहूँ तो] उसकी मृत्युका भी कारण उपस्थित कर 
सकता हूँ। मैंने एक ऐसा उपाय सोच लिया है, जिससे 
यह काम आज ही भाग खड़ा होगा। यह महाप्रज्ञ 
पक्षिणीका रूप धारण करके सुकलाके घर जाय और 
आपने मङ्गलमय शब्दसे उसको स्वामीके शुभागमनकी 
सूचना दे । 
धर्मके भेजनेसे प्रज्ञा सुकलाके घरमें गयी और वहाँ 
मङ्गलजनक शब्दका उच्चारण किया । सुकाने धूप-गन्ध 
आदिके द्वारा उसका समादर और पूजन किया तथा 
सुयोग्य ब्राह्मणको बुलाकर पूछा--'इस शकुनका क्या 
तात्पर्य है ? मेरे पतिदेव कब आयेंगे ?' 
ब्राह्मणने कहा--भद्रे ! यह शकुन तुम्हरे 
स्वामीके शुभागमनकी सूचना दे रहा है । वे सात दिनसे 
पहरू-पहले यहाँ अवश्य आ जायैंगे। इसमें अन्तर नहीं 
हो सकता 
ब्राह्मणका यह मङ्गलमय वचन सुनकर सुकलाको 
बड़ी प्रसन्नता हुई। 
उधर कामदेचकी भेजी हुई क्रीड़ा सती स्त्रीका रूप 
धारण करके उस सुन्दरी पति्रताके घर गयी। उस 
रूपवती नारीको आयी देख सुकलाने आदरयुक्त वचन 
कहकर उसका सम्मान किया और अपनेको धन्य माना । 


उसकी पुण्यमयी वाणीसे पूजित होकर क्रीड़ा मुसकराती 
हुई बातचीत करने लगी ! उसका मायामय वचन विश्वको 
मोहित करनेवाला था। सुननेपर सत्य और विश्चासके 
योग्य जान पड़ता था । क्रीड़ा बोली--'देवि ! मेरे स्वामी 
बड़े बलवान्‌, गुणज्ञ, भीर तथा अत्यन्त पुण्यातमा हैं; परन्तु 
मुझे छोड़कर न जाने कहाँ चले गये हैं। वह मेरे 
पूर्वजन्मके कोका फल है, जो आज इस रूपमें सामने 
आया है; मैं कैसी मन्दभागिनी हूँ। महाभागे ! नारियोंके 
लिये रूप, सौभाग्य, शृङ्गार, सुख और सम्पत्ति--सब 
कुछ पति ही है; यही शास्त्रॉका मत है ।' 

पतित्रता सुकलाने क्रीड़ाकी ये सारी बातें सुनीं । उसे 
विश्वास हो गया कि यह सब कुछ इस दुःखिनी नारीके 
हृदयका सच्चा भाव है । वह उसके दुःखसे दुःखी हो गयी, 
और अपनी बातें भी उसे बताने लगी। उसने पहलेका 
अपना सारा हाल थोड़ेमें कह सुनाया। अपने दुःख- 
सुखकी बात बताकर मनस्विनी सुकला चुप हो गयी; तब 
क्रीडाने उस पतित्रताको सान्त्वना दी और बहुत कुछ 
समझाया-बुझाया । तदनन्तर एक दिन उसने सुकलासे 
कहा--'सखी ! देखो, वह सामने बड़ा सुन्दर बन 
दिखायी दे रहा है; अनेकों दिव्य वृक्ष उसकी शोभा बढ़ा 
रहे हैं । वहाँ एक परम पवित्र पापनाशन तीर्थ है; वरानने ! 
चलो, हम दोनों भी वहाँ पुण्य-सञ्चय करनेके लिये चले ।' 

यह सुनकर सुकला उस मयामयी स्त्रीके साथ वहाँ 
जानेको राजी हो गयी। उसने बनमें प्रवेश करके देखा 
तो उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो उसमें नन्दन-वनकी शोभा 
उतर आयी है । सभी ऋतुओंके फूल खिले थे; सैकड़ों 
कोकिलॉके कलरवसे सारा बन-प्रान्त गूँज रहा था। 
माधवी लता और माधव (वसन्त) मे उस उपवनकी 
'शोभाको सब भावोंसे परिपूर्ण बनाया था ! सुकलाको 
मोहित करनेके लिये ही उसकी सृष्टि की गयी थी। उसने 
क्रीड़ाके साथ सबके मनको भानेनाले उस खनमें घूम- 
घूमकर अनेकों दिव्य कौतुक देखे। इसी समय रतिके 
साथ काम और इन्द्र भी यहाँ आये । इन्द्र सम्पूर्ण भोगोकि 
अधिपति होकर भी काम-क्रीडाके लिये व्यम थे। उन्होंने 
कामदेवको पुकारकर कहा--'लो, यह सुकला आ 


गयी, क्रीड़ाके आगे खड़ी है। इस महाभागा सतीपर 
प्रहार करो ।' 
कामदेव बोला--सहस्रलोचन ! लीला और 
चातुरीसे युक्त अपने दिव्य रूपको प्रकट कीजिये, 
जिसका आश्रय लेकर मै इसके ऊपर अपने पाँचों 
बाणोंका पृथक्‌-पृथक्‌ प्रहार करूँ। त्रिशूलघारी 
महादेवने मेरे रूपको पहले ही हर लिया। मेरा शरीर है 
ही नहीं। जब मैं किसी नारीको अपने बाणोंका निशाना 
बनाना चाहता हूँ, उस समय पुरुष-शरीरका आश्रय 
लेकर अपने रूपको प्रकट करता हूँ । इसी तरह पुरुषपर 
अहार करनेके लिये मैं नारी-देहका आश्रय रेता हूँ। 
पुरुष जन पहले-पहल किसी सुन्दरी नारीको देखकर 
बारम्बार उसीका चिन्तन करने लगता है, तब मैं चुपकेसे 
उसके भीतर घुसकर उसे उन्मत्त बना देता हूँ । स्मरण-- 
चिन्तनसे मेरा प्रादुर्भाव होता है; इसीलिये मेरा नाम 
'स्मर' हो गया है । आज मैं आपके रूपका आश्रय लेकर 
इस नारीको अपनी इच्छाके अनुसार नचाऊँगा । 
यों कहकर कामदेव इन्द्रके शरीरमें घुस गया 
और पुण्यमयी कृकल-पत्री सती सुकलाको घायल 
करनेके लिये हाथमें बाण ले उत्कण्ठापूर्वक अवसरकी 
प्रतीक्षा करने लगा। बह उसके नेत्रोंको ही लक्ष्य 
नाये बैठा था। 
भगवान्‌ औखिष्णु कहते हैं--राजन्‌ ! क्रोड़ाकी 
प्रेरणासे उस सुन्दर बनमें गयी हुई वैश्यपली सुकलाने 
पूछा--'सखी ! यह मनोरम दिव्य वन किसका है ?' 
क्रीडा जोली--यह स्वभावसिद्ध दिव्य गुणोंसे 
युक्त सारा वन कामदेवका है, तुम भलीभाँति इसका 
निरीक्षण करो। है 
दुरात्मा कामकी यह चेष्टा देखकर सुन्दरी सुकलाने 
खायुके द्वारा लायी हुई वहाँके फूलोंकी सुगन्धको नहीं 
अहण किया । ठस सतीने वहाँके रसोंका भी आस्वादन 
नहीँ किया। यह देख कामदेवका मित्र बसन्त बहुत 
लज्जित हुआ । तत्पश्चात्‌ 'कामदेवकी पत्नी रति-प्रीतिको 
साथ लेकर आयी और सुकत्त्रसे हसकर बोली-- 
“भद्रे ! तुम्हारा कल्याण हो, मैं तुम्हारा स्वागत करती हूँ। 


तुम रति और प्रीतिके साथ यहाँ रमण करो ।' सुकलाने 
कहा--'जहाँ मेरे स्वामी हैं, वहीं मैं भी हूँ। मैं सदा 
पतिके साथ रहती हूँ। मेरा काभ, मेरी प्रीति सन वहीं है । 
यह शरीर तो निराश्रय है--छायामात्र है।' यह सुनकर 
रति और प्रीति दोनों लज्जित हो गयीं तथा महाबली 
कामके पास जाकर बोलीं--'महाप्राज्ञ। अब आप 
अपना पुरुषार्थ छोड़ दीजिये, इस नारीको जीतना कठिन 
है। यह महाभागा पतिव्रता सदैव अपने पतिकी ही 
कामना रखती है।' 
कामदेबने कहा--देवि ! जब यह इन्द्रके रूपको 
देखेगी, उस समय मैं अवश्य इसे घायल करूँगा । 
तदनन्तर देवराज इन्द्र परम सुन्दर दिव्य वेष धारण 
किये रतिके पीछे-पीछे चले; उनकी गतिमें अत्यन्त 
ललित विलास दृष्टिगोचर होता था। सब प्रकारके 
आभूषण उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। दिव्य माला, दिव्य 
वर और दिव्य गन्धसे सुसज्जित हो वे पतिव्रता 
सुकलाके पास आये और उससे इस प्रकार बोले-- 
“भद्रे | मैंने पहले तुम्हारे सामने दूती भेजी थी, फिर 
प्रीतिको रजाना किया । मेरी प्रार्थना क्यों नहीं मानती ? मैं 
स्वयं तुम्हारे पास आया हूँ, मुझे स्वीकार करो ।' 
सुकला खोली--मेंरे स्वामीके महात्मा पुत्र 
(सत्य, धर्म आदि) मेरी रक्षा कर रहे हैं। मुझे किसीका 
भय नहीं है। अनेक शूरवीर पुरुष सर्वत्र मेरी रक्षाके 
लिये उद्यत रहते हैं। जबतक मेरे नेत्र खुले रहते हैं, 
तबतक मैं निरन्तर पतिके ही कार्यमें लगी रहती हूँ । आप 
कौन हैं, जो मृत्युका भी भय छोड़कर मेरे पास आये हैं ? 
इन्द्रने कहा--तुमने अपने स्वामीके जिन शूरवीर 
पुत्रॉकी चर्चा की है, उन्हें मेरे सामने प्रकट करो ! मैं कैसे 
उन्हें देख सकूँगा । 
सुकला बोली--इन्द्रिय-संयमके विभिन्न 
गुणोंद्वारा उत्तम धर्म सदा मेरी रक्षा करता है । वह देखो, 
शान्ति और क्षमाके साथ सत्य मेरे सामने उपस्थित है । 
महाबली सत्य बड़ा यशस्वी है। यह कभी मेरा त्याग 
नहीं करता। इस प्रकार धर्म आदि रक्षक सदा मेरी 
देख-भाल किया करते हैं; फिर क्यों आप बलपूर्वक मुझे 


भूमिखण्ड ] 


० सुकलाके स्वामीका तीर्थयात्रासे ल्लौटगा और देवताओंसे वरदान प्राप्त करना ० 


२७९ 


प्राप्त करना चाहते हैं। आप कौन हैं, जो निडर होकर 
दूतीके साथ यहाँ आये हैं ? सत्य, धर्म, पुण्य और ज्ञान 
आदि बलवान्‌ पुत्र मेरे तथा मेरे स्वामीके सहायक हैं। 
वे सदा मेरी रक्षामें तत्पर रहते हैं। मैं नित्य सुरक्षित हूँ। 
इन्द्रिय-संयम और मनोनिअहमें तत्पर रहती हूँ। साक्षात्‌ 
शचीपति इन्द्र भी मुझे जीतनेकी शक्ति नहीं रखते । यदि 
महापराक्रमी कामदेव भी आ जाय तो मुझे कोई परवा 
नहीं है; क्योंकि मैं अनायास ही सतीत्वरूपी कवचसे 
सदा सुरक्षित हूँ। मुझपर कामदेवके बाण व्यर्थ हो 
जायँगे, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है। उलटे महाबली 
धर्म आदि तुम्हींको मार डालेंगे। दूर हटो, भाग जाओ, 
मेरे सामने न खड़े होओ । यदि मना करनेपर भी खड़े 


रहोगे तो जलकर खाक हो जाओगे । मेरे स्वामीकी 
अनुपस्थितिमें यदि तुम मेरै शरीरपर दृष्टि डालोगे तो जैसे 
आग सूखी लकड़ीको जला देती है, उसी प्रकार मैं भी 
तुम्हें भस्म कर डाळूंगी ।* 

सुकलाने जब यह कहा, तन तो उस सतीके भर्यकर 
शापके डरसे व्याकुल हो सब लोग जैसे आये थे, वैसे ही 
ल्जैट गये । इन्द्र आदिने अपने-अपने लोककी राह ली । 
सबके चले जानेपर पुण्यमयी पतिव्रता सुकर पतिका 
ध्यान करती हुई अपने घर लौट आयी । वह घर पुण्यमय 
था । वहाँ सब तीर्थ निवास करते थे । सम्पूर्ण यज्ञोंकी भी 
यहाँ उपस्थिति थी । राजन्‌ ! पतिको ही देवता माननेवाली 
वह सती अपने उसी घरमें आकर रहने लगी । 


आन पिता 
सुकलाके स्वामीका तीर्थयात्रासे लौटना और धर्मकी आज्ञासे सुकलाके साथ श्राद्धादि 
करके देबताओंसे खरदान प्राप्त करना 


भगवान्‌ श्रीविष्णु कहते हैं--राजन्‌! कृकल 
वैश्य सब तीर्थोकी यात्रा पूरी करके अपने साथियोंके 
साथ बड़े आनन्दसे घरकी ओर लौटे। वे सोचते 
थे--मेरा संसारमें जन्म लेना सफल हो गया; मेरे सब 
पितर स्वर्गको चले गये होंगे। वे इस प्रकार विचार कर 
ही रहे थे कि एक दिव्य-रूपधारी विशालकाय पुरुष 
उनके पिता-पितामहोंको प्रत्यक्षरूपसे बाँधकर सामने 
प्रकट हुए और बोले--'वैश्य ! तुम्हारा पुण्य उत्तम नहीं 
है। तुम्हें तीर्थ-यात्राका फल नहीं मिला । तुमने व्यर्थ ही 
इतना परिश्रम किया ।' यह सुनकर कृकल वैश्य दुःखसे 
पीड़ित हो गये । उन्होंने पूछा--'आप कौन हैं, जो ऐसी 
बात कह रहे हैं ? मेरे पिता-पितामह क्यों बाँधे गये हैं ? 
मुझे तीर्थका फल क्यों नहीं मिला ?' 


अहं रक्षापरा 
यदि खा मन्मथो वापि समागच्छति वीर्यवान्‌ । देखिताहै 


धर्मने कहा--जो धार्मिक आचार और उत्तम 
त्तका पालन करनेवाली, श्रेष्ठ गुणोंसे विभूषित, पुण्यमें 
अनुराग रखनेवाली तथा पुण्यमयी पतिन्रता पत्नीको 
अकेली छोड़कर धर्म करनेके लिये बाहर जाता है, 
उसका किया हुआ सारा धर्म व्यर्थ हो जाता है-इसमें 
तनिक भी सन्देह नहीं है । जो सब प्रकारके सदाचारमें 
संलग्न रहनेवाली, प्रशंसाके योग्य आचरणवाली, 
घर्मसाधनमें तत्पर, सदा पातिव्रत्यका पालन करनेवाली, 
सब बातोंको जाननेवाली तथा ज्ञानकी अनुरागिणी है, 
ऐसी गुणवती, पुण्यवती और महासती नारी जिसकी 
पत्नी हो, उसके घरमें सर्वदा देवता निवास करते हैं। 
पितर भी उसके घरमें रहकर निरन्तर उसके यशकी 
कामना करते रहते हैं। गङ्गा आदि पवित्र नदियाँ, 


नित्यं दमशान्तिपयणा | न मां जेतुं समर्थश्च अपि साक्षाच्छचोपतिः ॥ 


सदा सत्यमत्याकष्टेन सर्वदा॥ 


निरर्थकास्तस्य नाणा भविष्यन्ति न संशय: | त्वामेवे हि हनिष्यन्ति धर्माचास्तै महाबलाः ॥ 
दूरे गच्छ पल्णायस्व नात्र तिष्ठ ममाग्रतः । वार्यमाणो यदा तिष्ठेर्भस्मीभूतो भविष्यसि ॥ 
भर्त्री बिना निरीक्षेत मम रूपं यदा भवान्‌। यथा दारु दहेद्वहिस्तथा धक्ष्यामि नान्यथा ॥ 


(५८। ३२-२६) 


* अर्चयस्व हषीकेश यदीच्छसि परं पदम्‌ » 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


सागर, यज्ञ, गौ, ऋषि तथा सम्पूर्ण तीर्थ भी उस घरमें 
मौजूद रहते हैं। पुण्यमयी पलीके सहयोगसे गृहस्थ- 
घर्मका पालन अच्छे ढंगसे होता है। इस भूमण्डलमें 
गृहस्थधर्मसे बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है । वैश्य ! 
गृहस्थका घर यदि सत्य और पुण्यसे युक्त हो तो परम 
पवित्र माना गया है, वहाँ सब तीर्थ और देवता निवास 
करते हैं। गृहस्थका सहारा लेकर सन प्राणी जीवन धारण 
करते हैं। गृहस्थ-आश्रमके समान दूसरा कोई उत्तम 
आश्रम मुझे नहीं दिखायी देता ।* जिसके घरमें साध्वी 
स्त्री होती है, उसके यहाँ मन्त्र, अग्निहोत्र, सम्पूर्ण देवता, 
सनातन धर्म तथा दान एवं आचार सब मौजूद रहते हैं। 
इसी प्रकार जो पलीसे रहित है, उसका घर-जंगलके 
समान है। बहाँ किये हुए यज्ञ तथा भांति-भांतिके दान 
सिद्धिदायक नही होते। साध्वी पल्रीके समान कोई तीर्थ 
नहीं है, पत्नीके समान कोई सुख नहीं है तथा संसारसे 
तारनेके लिये और कल्याण-साधनके लिये पत्नीके समान 
कोई पुण्य नहीं है। जो अपनी धर्मपरायणा सती नारीको 
छोड़कर चला जाता है, वह मनुष्योंमें अधम है। 
गृह-धर्मका परित्याग करके तुम्हें धर्मका फल कहाँ 
मिलेगा! अपनी पलीको साथ लिये बिना जो तुमने 
तीर्थमे श्राद्ध और दान किया है, उसी दोषसे तुम्हरे पूर्वज 
बांधे गये हैं तुम चोर हो और तुम्हारे ये पितर भी चोर 
हैं; क्योंकि इन्होंने लोलुपतावश तुम्हारा दिया हुआ 
श्राद्धका अन्न खाया है। तुमने श्राद्ध करते समय अपनी 
पलीको साथ नहीं रखा था । जो सुयोग्य पुत्र श्रद्धासे युक्त 
हो अपनी पलीके दिये हुए पिण्डसे श्राद्ध करता है, उससे 
पितरोंको वैसी ही तृप्ति होती है, जैसी अमृत पीनेसे--- 
इसमें तनिक भी संदेह नहीं है । पत्नी ही गाईस्थ्य-धर्मकी 
स्वामिनी है; उसके बिना ही जो तुमने शुभ कर्मोंका 
अनुष्ठान किया है, यह स्पष्ट ही तुम्हारी चोरी है । जन पत्नी 
अपने हाथसे अन्न तैयार करके देती है, तो बह अमृतके 


भोजन करते हैं तथा उसीसे उन्हें विशेष संतोष और ` 
तृप्ति होती है। अतः पलीके बिना जो घर्म किया जाता है, 
वह निष्फल होता है। 

कृकलने पूछा--धर्म ! अब कैसे मुझे सिद्धि 
आप्त होगी और किस प्रकार मेरे पितरोंको बन्धनसे 
छुटकारा मिलेगा ? 

धर्मने कहा--महाभाग ! अपने घर जाओ। 
तुम्हारी धर्मपरायणा, पुण्यवती पत्नी सुकला तुम्हारे निना 
बहुत दुःखी हो गयी थी; उसे सान्त्वना दो और उसीके 
हाथसे श्राद्ध करो । अपने घरपर ही पुण्यतीर्थोका स्मरण 
करके तुम श्रेष्ठ देवताओंका पूजन करो, इससे तुम्हारी 
की हुई तीर्थ-यात्रा सफल हो जायगी । 

भगवान्‌ श्रीविष्णु कहते हैं--राजन्‌! यो 
कहकर धर्म जैसे आये थे, वैसे ही लौट गये; परम 
बुद्धिमान्‌ कृकल भी अपने घर गये और पतिन्रता 
पत्नीको देखकर मन-ही-मन बहुत प्रसन्न हुए । सुकलाने 
स्वामीको आया देख उनके शुभागमनके उपलक्षमें 
माङ्गलिक कार्य किया । तत्पश्चात्‌ धर्मात्मा वैश्यने धर्मकी 
सारी चेष्टा बतलायी । स्वामीके आनन्ददायक खचन 
सुनकर महाभागा सुकलाको बड़ा हर्ष हुआ ! उसके बाद 
कुकळने घरपर ही रहकर पत्रीके साथ श्रद्धापूर्वक श्राद्ध 
और देनपूजन आदि पुण्यकर्मका अनुष्ठान किया । इससे 
प्रसन्न होकर देवता, पितर और मुनिगण बिमानोके द्वारा 
वहाँ आये और महात्मा कृकल और उसकी महानुभावा 
पत्नी दोनॉकी सराहना करने लगे। में, ब्रह्मा तथा 
महादेवजी भी अपनी-अपनी देवीके साथ वहाँ गये। 
सम्पूर्ण देवता उस सतीके सत्यसे सन्तुष्ट थे । सबने उन 
दोनों पति-पल्रीसे कहा--'सुत्रत ! तुम्हारा कल्याण हो, 
तुम आपनी पल्रीके साथ वर माँगो।' 

कृकलने पूछा--देववरो ! मेरे किंस पुण्य और 
तपके प्रसङ्गसे पलीसहित मुझे वर देनेको आपलोग 


समान मधुर होता है। उसी अन्नको. पितर प्रसन्न होकर पघारे हैं? 


# गार्हस्थ्य च समाश्रित्य सर्वे जोवन्ति जत्तनः। तादृशं मैव पञ्यामि हान्यमाश्रममुत्तमम्‌ ॥ 


(५९। १९) 


इन्द्रने कहा--यह महाभागा सुकला सती है । इसके 
सत्यसे सन्तुष्ट होकर हमलोग तुम्हें वर देना चाहते हैं। 

यह कहकर इन्द्रने उसके सतीत्वकी परीक्षाका सारा 
वृत्तान्त थोड़ेमें कह सुनाया । उसके सदाचारका माहात्म्य 
सुनकर उसके स्वामीको बड़ी प्रसन्नता हुई । हर्षाल्लाससे 
कृकलके नेत्र डबडबा आये | धर्मात्मा वैश्यने पीके 
साथ समस्त देवताओंको बारम्बार साष्टाङ्ग प्रणाम किया 
और कहा---“महाभाग देवगण ! आप सब लोग प्रसन्न 
हों; तीनों सनातन देवता ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव हमपर 
सन्तुष्ट हों तथा अन्य जो पुण्यात्मा ऋषि मुझपर कृपा 
करके यहाँ पधारे हैं, वे भी प्रसन्नता प्राप्त करें। मैं सदा 
भगवान्‌की भक्ति करता रहूँ। आपलोगोंकी कृपासे धर्म 
तथा सल्यमें मेरा निरन्तर अनुराग बना रहे। तत्पश्चात्‌ 
अन्तमें पत्नी और पितरके साथ मैं भगवान्‌ श्रीविष्णुके 


+ पितृतीर्थके प्रसक्षयें पिप्पलकी तपस्या और सुकर्माकी पितृथक्तिका वर्णन » 


२८९ 


धाममें जाना चाहता हूँ।” 

देवता बोले---महाभाग ! एवमस्तु, यह सब 
कुछ तुम्हें प्राप्त होगा । 

भगवान्‌ श्रीविष्णुने कहा--राजन्‌ !यह कहकर 
देवताओने उन दोनों पति-पत्रीके ऊपर फूलॉंकी वर्षा की 
तथा ललित, मधुर और पवित्र संगीत सुनाया । वर देकर 
वे उस पतिव्रताकी स्तुति करते हुए अपने-अपने लोकको 
चले गये । इस परम उत्तम और पवित्र उपाख्यानको मैंने 
पूर्णरूपसे तुम्हें सुना दिया। राजन्‌! जो मनुष्य इसे 
सुनता है, वह सब पापोंसे मुक्त हो जाता है। स्त्रीमात्रको 
सुकलाका उपाख्यान श्रद्धापूर्वक सुनना चाहिये। इसके 
श्रवणसे वह सौभाग्य, सतीत्व तथा पुत्र-पौत्रोंसे युक्त 
होती है। इतना ही नहीं, पतिके साथ सुखी रहकर वह 
निरन्तर आनन्दका अनुभव करती है। 


चच 2 चच 
पितृतीर्थके प्रसड्ठमें पिप्पलव्की तपस्या और सुकर्माकी पितृभक्तिका वर्णन; 
सारसके कहनेसे पिप्पछका सुकर्माके पास जाना और सुकर्माका 
उन्हें माता-पिताक्की सेवाका महत्त्व बताना 


खेनने कहा---भगवन्‌ ! आपने सब तीर्थॉमें उत्तम 
भार्या-तीर्थका वर्णन तो किया, अब पुत्रोंको तारनेवारे 
पितृ-तीर्थका वर्णन कीजिये । ि 


कुरक्षेत्रमें कुण्डल नामके एक ब्राह्मण रहते थे। उनके 
सुयोग्य पुत्रका नाम सुकर्मा था। सुकर्माके माता और 
पिता दोनों ही अत्यन्त वृद्ध, धर्मज्ञ और झाख्वेत्ता थे। 
सुकर्माको भी धर्मका पूर्ण ज्ञान था। वे श्रद्धायुक्त होकर 
बड़ी भक्तिके साथ दिन-रात माता-पिताकी सेवामें लगे 
रहते थे । उन्होंने पितासे ही सम्पूर्ण वेद और अनेक 
झास्त्रोंका अध्ययन किया। वे पूर्णरूपसे सदाचारका 
पालन करनेवाले, जितेन्द्रिय और सत्यवादी थे । अपने 
ही हाथों माता-पिताका शरीर दबाते, पैर घोते और उन्हें 
स्रान-भोजन आदि कराते थे। राजेन्द्र ! सुकर्मा 
स्वभावसे ही भक्तिपूर्वक माता-पिताकी परिचर्या करते 
और सदा उन्हीके ध्यानमें लीन रहते थे। 


उन्हीं दिनों कश्यप-कुलमें उत्पन्न एक ब्राह्मण थे, 
जो पिप्पल नामसे प्रसिद्ध थे । वे सदा धर्म-कर्ममें लगे 


>: रहते थे और इन्द्रिय-संयम, पवित्रता तथा मनोनिग्रहसे 
भगवान्‌ श्रीविष्णुने कहा--परम पुण्यमंय ˆ 


सम्पन्न थे। एक समयकी खात है, वे महामना बुद्धिमान्‌ 
ब्राह्मण दशारण्यमें जाकर ज्ञान और शान्तिके साधनमें 
तत्पर हो तपस्या करने लगे। उनकी तपस्याके प्रभावसे 
आस-पासके समस्त प्राणियोंका पारस्परिक वैर-विरोध 
शान्त हो गया। वे सब वहाँ एक पेटसे पैदा हुए 
भाइयोंकी तरह हिल-मिलकर रहते थे। पिप्पलकी 
तपस्या देख मुनिर्यो तथा इन्द्र आदि देवताओंको भी बड़ा 
विस्मय हुआ। 

देवता कहने लूगे--'अहो ! इस आह्यणकी 
कितनी तीन्र तपस्या है। कैसा मनोनियह है और कितना 
इन्द्रियसंयम है ! मनमें विकार नहीं । चित्तमें उद्वेग नहीँ ।' 
काम-क्रोधसे रहित हो, सर्दी-गर्मी और हवाका झोंका 
सहते हुए वे तपस्वी ब्राह्मण पर्वतको भाँति अविचल 


२८२ * अर्चयस्व हषीकेसं यदीच्छसि परं पदम्‌ + [ संक्षिप्त पद्मपुराण 


भावसे स्थित रहे । ऐसी अवस्थामें पहुंचकर उनका चित्त उनके वशमें हो जाता था। इस प्रकार जब उन्हे 
एकाम हो गया! वे ब्रह्मके ध्यानमें तन्मय थे। उनका देवताओंकी बातपर विश्वास हो गया, तब वे 
मुख-कमल प्रसत्रतासे खिल उठा था। वे पत्थर और [अहंकारके वशीभूत हो] सोचने लगे---'मेरे समान 
काठकी भाँति निश्ेष्ट एवं सुस्थिर दिखायी देते थे । धर्ममें श्रेष्ठ पुरुष इस संसारमें दूसरा कोई नहीं है।' 
उनका अनुराग था । तपसे शरीर दुर्बल हो गया था और पिप्पल जब इस प्रकारकी भावना करने लगे, तब 
हृदयमें पूर्ण श्रद्धा थी। इस प्रकार उन बुद्धिमान्‌ उनके मनका भाव जानकर एक सारसने कहा-- 
ज्ाह्मणको तपस्या करते एक हजार वर्ष बीत गये। “ब्राह्मण ! तुम ऐसा अहंकार क्यों कर रहे हो कि “मैं ही 
वहाँ बहुत-सी चींटियोंने मिलकर मिट्टीका ढेर सबसे बड़ा हूँ।' मैं तो ऐसा नहीं मानता कि सबको 
लगा दिया । उनके ऊपर बाँनीका विशाल मन्दिर-सा बन वशमेँ करनेकी सिद्धि केवल तुम्हींको प्राप्त हुई है। 
गया! काले साँपोने आकर उनके शरीरको रूपेट लिया। पिप्पल ! मेरी समझमें तुम्हारी बुद्धि मूढ़ है, तुम पराचीन 
भयंकर विषवाले सर्प उन उग्र तेजस्वी ब्राह्मणको डैंस तत्त्वको नहीं जानते । तुमने तीन हजार वर्षोतक तप किया 
लेते थे; किन्तु जहर उनके शरीरपर गिर जाता था, उनकी है, इसीका तुम्हें गर्व है; फिर भी तुम यहाँ मूढ़ ही रह 
स्थचाको भेदकर भीतर नहीं फैलने पाता था। उनके गये। कुण्डलके जो सुकर्मा नामक पुत्र हैं, चे विद्वान्‌ 
सम्पर्कमें आकर साँप स्वयं ही शान्त हो जाते थे । उनकी पुरुष हैं; उनकी बुद्धि उत्तम है। वे अर्वाचीन तथा 
देहसे नाना प्रकारकी तेजोमयी लपटें निकलती दिखायी पराचीन तत्त्वको जानते हैं | पिप्पल ! तुम कान खोलकर 
देती थीं। पिप्पल तीनों काल तपमें प्रवृत्त रहते थे। वे सुन लो, संसारमें सुकर्माके समान महाज्ञानी दूसरा कोई 
तीन हजार वर्षोतक केवल वायु पीकर रह गये। तब नहीं है। उन्होंने दान नहीं दिया; ध्यान, होम और यज्ञ 
देवताओनि उनके मस्तकपर फूलोंकी वर्षा की और आदि कर्म भी कभी नहीं किया। न तीर्थ करने गये, न 
कहा--'महाभाग ! तुम जिस-जिस वस्तुको प्राप्त करना ' गुरुकी उपासना ही की। वे केवल माता-पिताके हितैषी 
चाहते हो, वह सब निश्चय ही प्राप्त होगी । तुम्हें समस्त हैं, वेदाघ्ययनसम्पन्न हैं तथा सम्पूर्ण शाखोंके ज्ञाता हैं। 
अभिलषित पदार्थोको देनेबाली सिद्धि स्वतः ही प्राप्त यद्यपि सुकर्मा अभी बालक हैं, तो भी उन्हें जैसा ज्ञान 
हो जायगी ।' `प्र है, वैसा तुम्हें अबतक नहीं हुआ । ऐसी दशामें तुम 
सह वाक्य सुनकर महामना पिप्पलने भक्तिपूर्वक व्यर्थ ही यह गर्वका बोझ ढो रहे हो। 
मस्तक झुका समस्त देनताओंको प्रणाम किया और बड़े पिप्पल खोले--आप कौन है, जो पक्षीके रूपमें 
हर्षमें भरकर कहा--'देवताओ ! यह सारा जगत्‌ मेरे आकर इस प्रकार मेरी निन्दा कर रहे हैं ? इस समय मुझे 
वशमें हो जाय--ऐसा वरदान दीजिये; मैं विद्याधर होना अर्वाचीन और पराचीनका स्वरूप पूर्णतया समझाइये । 
चाहता हूँ ।' 'एजमस्तु' कहकर देनताओने उन ज्राह्मणको सारसने कहा--द्विजश्रेष्ठ ! कुण्डलके बालक 
अभीष्ट वरदान दिया और अपने-अपने स्थानको चले पुत्रको जैसा ज्ञान प्राप्त है, बैसा तुममें नहीं है। यहाँसे 
गये ¡ राजेन्द्र ! तबसे दविजश्रेष्ठ पिप्पल विद्याधरका पद जाओ और अर्वाचीन एवं पराचीनका स्वरूप तथा मेरा 
पा गये और इच्छानुसार विचरते हुए सर्वत्र सम्मानित परिचय भी उन्हींसे पूछो। वे धर्मात्मा हैं, तुम्हें सारा ज्ञान 
होने ळगे। एक दिन महातेजस्वी पिप्पलने विचार बतलायेंगे। 
किया--'देखताओंने मुझे वर दिया है कि सम्पूर्ण विश्व सारसकी यह बात सुनकर विप्रबर पिप्पल बड़े 
तुम्हारे बहामें हो जायगा । अतः उसकी परीक्षा करनी वेगसे कुण्डलके आश्रमकी ओर गये । वहाँ पहुँचकर 
चाहिये ।' यह सोचकर चे उसे आजमानेको तैयार हुए! उन्होने देखा, सुकर्मा माता-पिताकी सेबामें लगे हैं। वे 
जिस-जिस व्यक्तिका वे मनसे चिन्तन करते, वही-वही सत्यपराक्रमी महात्मा अपने माता-पिताके चरणोंके 


भूमिखण्ड ] 


» पितृतीर्थके प्रसङ्घर्मे पिप्पककी तपस्या और सुकर्माकी पितृभक्तिका वर्णन + 


२८३ 


निकट बैठे थे । उनके भीतर बड़ी भक्ति थी । वे परम 
शान्त और सम्पूर्ण ज्ञानकी महान्‌ निधि जान पड़ते थे । 
कुण्डल-कुमार सुकर्माने जब पिप्पलको अपने द्वारपर 
आया देखा, तब वे आसन छोड़कर तुरंत खड़े हो गये 
और आगे बढ़कर उनका स्वागत किया। फिर उनको 
आसन, पाद्य और अर्घ्य आदि निवेदन करके पूछा-- 
“महाप्राज्ञ ! आप कुशलसे तो हैं न? मार्गमें कोई कष्ट 
तो नहीं हुआ ? जिस कारणसे आपका यहाँ आना हुआ 
है, वह सब मैं बताता हूँ। महाभाग ! आपने तीन हजार 
वर्षोतक तपस्या करके देवताओंसे वरदान प्राप्त 
किया--सबको वशामें करनेकी शक्ति और इच्छानुसार 
गति पायी है। इससे उन्मत्त हो जानेके कारण आपके 
भनमेँ गर्व हो आया । तन महात्मा सारसने आपकी सारी 
चेष्टा देखकर आपको मेरा नाम बताया और मेरे उत्तम 
ज्ञानका परिचय दिया। 
पिप्पलने पूछा--ब्रह्मन्‌ ! नदीके तीरपर जो 
सारस मिला था, जिसने मुझे यह कहकर आपके पास 
भेजा कि 'वे सब ज्ञान बता सकते हैं,' वह कौन था? 
सुकर्माने कहा--विप्रवर ! सरिताके तटपर 
जिन्होंने सारसके रूपमै आपसे बात की थी, वे साक्षात्‌ 
महात्मा ब्रह्माजी थे। 
यह सुनकर धर्मात्मा पिप्पलने कहा--ब्रह्मन्‌ ! 
मैंने सुना है, सारा जगत्‌ आपके अधीन है; इस बातको 
देखनेके लिये मेरे मनमै उत्कण्ठा हो रही है। आप यल 
करके मुझे अपनी यह शक्ति दिखाइये। तब सुकर्माने 
पिप्पलको विश्वास दिलानेके लिये देवताओका स्मरण 
किया । उनके आवाहन करनेपर सम्पूर्ण देवता वहाँ आये 
और सुकर्मासे इस प्रकार बोले--'ब्रह्मन्‌ ! तुमने 
किसलिये हमें याद किया है, इसका कारण बताओ ।' 
सुकर्माने कहा--देवगण ! विद्याधर पिप्पल 
आज मेरे अतिथि हुए हैं, ये इस बातक प्रमाण चाहते 


हैं कि सम्पूर्ण विश्व मेरे बदामें कैसे है। इन्हें विश्वास 
दिलानेके लिये ही मैने आपलोगॉंका आवाहन किया है । 
अब आप अपने-अपने स्थानको पघारें ।' 

तब देवताओंने कहा--'ब्रह्मन्‌ ! हमारा दर्शन 
निष्फल नहीं होता । तुम्हारा कल्याण हो; तुम्हारे मनको 
जो रुचिकर प्रतीत हो, वही बरदान हमसे माँग लो ।' तब 
द्विजश्रेष्ठ सुकर्माने देवताओंको भक्तिपूर्वक प्रणाम करके 
यह वरदान माँगा-_'देवेश्वरो ! भाता-पिताके चरणोंमें 
मेरी उत्तम भक्ति सदा सुस्थिर रहे तथा मेरे माता-पिता 
भगवान्‌ श्रीविष्णुके धाममें पधारें ।' 

देवता बोले--विप्रवर ! तुम माता-पिताके भक्त 
तो हो ही, तुम्हारी उत्तम भक्ति और भी बढ़े । 

यों कहकर सम्पूर्ण देवता स्वर्गलोगको चले गये । 
पिप्पलने भी वह महान्‌ और अद्भुत कौतुक प्रत्यक्ष 
देखा । तत्पश्चात्‌ उन्होंने कुण्डलपुत्र सुकर्मासे कहा-- 
“वक्ताओंमें श्रेष्ठ ! परमात्माका अर्वाचीन और पराचीन 
रूप कैसा होता है, दोनोंका प्रभाव क्या है? यह 
बताइये ।' 

सुकर्मने कहा--ब्रह्मन्‌। मैं पहले आपको 
पराचीन रूपकी पहचान बताता हुँ, उसीसे इन्द्र आदि 
देवता तथा चराचर जगत्‌ मोहित होते हैं । ये जो जगत्के 
स्वामी परमात्मा हैं, वे सबमें मौजूद और सर्वव्यापक हैं। 
उनके रूपको किसी योगीने भी नहीं देखा है | श्रुति भी 
ऐसा कहती है कि उनका वर्णन नहीं किया जा सकता । 
उनके न हाथ हैं न पैर, न नाक हैं न कान और न मुख 
ही है। फिर भी वे तीनों लोकोंके निवासियोंके सारे कर्म 
देखा करते हैं। कान न होनेपर भी सबकी कही हुई 
बातोंको सुनते हैं। वे परम शान्ति प्रदान करनेवाले हैं । 
हाथ न होनेपर भी काम करते और पैरोंसे रहित होकर भी 
सब ओर दौड़ते हैं ।* बे व्यापक, निर्मल, सिद्ध, सिद्धि- 
दायक और सबके नायक हैं । आकाइास्वरूप और अनन्त 


* पराचीनस्य रूपस्य लिङ्गमेव वदामि ते। येन लोकाः प्रमोह्मन्त इन्द्राद्याः सचराचराः ॥ 
अयमेष जगन्नाथः सर्वगो व्यापकः परः । अस्य रूपे न दृष्टे हि केनाप्येव हि योगिना ॥ 
श्रुतिरेव वदस्येवे न वक्तुं झाव्यतेऽपि सः । अपादो हाकरो5नासो ह्यकर्णो मुखवर्जितः ॥ 


२८४ 


० अर्चयस्व हवीकेश यदीच्छसि परं पदम्‌ » 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


हैं। व्यास तथा मार्कण्डेय उनके स्वरूपको जानते हैं। 
अब मैं भगवानके अर्वाचीन रूपका वर्णन करूँगा, 
तुम एकाग्रचित्त होकर सुनो । 'जिस समय सम्पूर्ण भूतेकि 
आत्मा प्रजापति ब्रह्माजी स्वयं ही सबका संहार करके 
श्रीभगवानके स्वरूपमें स्थित होते हैं और भगवान्‌ 
श्रीजनार्दन उन्हें अपनेमें लीन करके पानीके भीतर 
शेषनागकी झाय्यापर दोर्घकालतक अकेले सोये रहते हैं, 
उस समयकी बात है। महामुनि मार्कष्डेयजी जल और 
अन्धकारसे व्याकुल हो इधर-उधर भटक रहे थे । उन्होंने 
देखा सर्वव्यापी ईश्वर शेषनागकी राय्यापर सो रहे हैं। 
उनका तेज करोड़ों सूयोकि समान जान पड़ता है। वे 
दिव्य आभूषण, दिव्य माला और दिव्य वख धारण 
किये योगनिद्रामें स्थित हैं। उनका श्रीविग्रह बड़ा ही 
कमनीय है। उनके हाथोंमें शह, चक्र और गदा 
विराजमान हैं।* उनके पास ही उन्होंने एक विशालकाय 
स्त्री देखी, जो काली अञ्जन-राशिके समान थी। उसका 
रूप बड़ा भयंकर था। उसने मुनिश्रेष्ठ मार्कण्डेयसे 
कहा--“महामुने ! डरो मत।' तब उन योगीश्वरने 
पूछा--'देवि ! तुम कौन हो ?' मुनिके इस प्रकार 
पूछनेपर देवीने जड़े आदरके साथ कहा-- ब्रह्मन्‌! जो 
कोषनागकी शय्यापर सो रहे हैं, वे भगवान्‌ श्रीविष्णु हैं । 
मैं उन्हींकी वैष्णवी शक्ति कालरात्रि हूँ ।' 
पिष्पलजी ! यों कहकर वह देवी अन्तर्धान हो 
गयी। उसके चले जानेपर मार्कण्डेयजीने देखा-- 
भगवानूकी नाभिसे एक कमल प्रकट हुआ, जिसकी 
कान्ति सुनर्णक समान थी। उसीसे महातेजस्वी 
लोकपितामह ब्रह्माजी उत्पन्न हुए । फिर ब्रह्माजीसे समस्त 


चराचर प्राणी, इन्द्रादि लोकपाल तथा अग्नि आदि 
देवताओंका जन्म हुआ। इस प्रकार मैंने यह 
अर्वाचीनका स्वरूप बतलाया है। अर्वाचीन रूप 
झरीरधारी है और पराचीन रूप दारीररहित है, अतः ब्रह्मा 
आदि सम्पूर्ण देवता अर्वाचीन हैं । ये लोक भी, जो तीनों 
भुवनोंमें स्थित हैं, अर्वाचीन ही माने गये है । विद्याधर ! 
मोक्षरूप जो परम स्थान है; जिसे परब्रहा कहते हैं, जो 
अव्यक्त, अक्षर, हंसस्वरूप, शुद्ध और सिद्धियुक्त है, 
बही पराचीन है।† इस प्रकार तुम्हारे सामने पराचीन 
स्वरूपका वर्णन किया गया। 

विद्याधरने पूछा--सुत्रत ! आप अर्वाचीन और 
पराचीन स्वरूपके विद्वान्‌ हैं । तीनों लोकोंका उत्तम ज्ञान 
आपमें वर्तमान है। फिर भी में आपमें तपस्याकी 
पराकाष्ठा नहीं देखता । ऐसी दशामें आपके इस प्रभावका 
क्या कारण है? कैसे आपको सब बातोंका ज्ञान 
आप्त हुआ? 

सुकर्माने कहा--ब्रहान्‌ ! मैंने यजन-याजन, 
धर्मानुष्ठान झानोपार्जन और तीर्थ-सेवन--कुछ भी नहीं 
किया। इनके सिवा और भी किसी शुभकर्मजनित 
पुण्यका अर्जन मेरे द्वारा नहीं हुआ। मैं तो स्पष्टरूपसे 
एक ही बात जानता हूँ--बह है पिता और भाताकी 
सेवा-पूजा। पिप्पल ! मैं स्वयं ही अपने हाथसे 
माता-पिताके चरण धोनेका पुण्यकार्य करता हूँ। उनके 
शरीरकी सेवा करता तथा उन्हें स्नान और भोजन आदि 
कराता हूँ। प्रतिदिन तीनों समय माता-पिताकी सेवामें ही 
लगा रहता हूँ। जबतक मेरे माँ-बाप जीवित हैं, तबतक 
मुझे यह अतुलनीय लाभ मिल रहा है कि तीनों समय 


सर्व पश्यति वै कर्म कृतं त्रैलोक्यवासिनाम्‌ | तेषामुक्तमकर्णश्ष स शृणोति सुशान्तिदः ॥ 


) पाणिहीनः 


* आसमाणः 


न मोक्षरूपे परं 


स॒ ददृश रोषपर्यङ्कशायिनम्‌ । सूर्यकोटिभ्रतीकारं 
दिव्यमाल्याम्बरघरं 'सर्वव्यापिनमीश्वरम्‌। योगनिद्रागते कान्त 


पादहीनः कुरुते च श्रधायति॥ 


(६२।२८- ३२) 
दिव्याभरणभूपितव्‌॥ 
काङ्घचक्रगदाघरम्‌ ॥ 
(६२। ३९-४०) 


स्थान परअह्मस्वरूपकम्‌ | अव्यक्तमक्षर हंसं शुद्ध सिद्धिसमन्वितम्‌ ॥ 


(६२।५३) 


भूमिखण्ड ] 


« पितृतीर्थके प्रसङ्गमे पिप्पलकी तपस्या और सुकर्माकी पिठृभक्तिका वर्णन » 


२८५ 


मै शुद्धभावसे मन लगाकर इन दोनोंकी पूजा करता हूँ । 
पिप्पल ! मुझे दूसरी तपस्यासे क्या लेना है । तीर्थयात्रा 
तथा अन्य पुण्यकमेसि क्या प्रयोजन है । विद्वान्‌ पुरुष 
सम्पूर्ण यज्ञोंका अनुष्ठान करके जिस फलको प्राप्त करते 
हैं, वही मैंने पिता-मताकी सेवासे पा लिया है। जहाँ 
माता-पिता रहते हों, वही पुत्रके लिये गङ्गा, गया और 
पुष्करतीर्थ है--इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है। 
माता-पिताकी सेवासे पुत्रके पास अन्यान्य पवित्र तीर्थ 
भी स्वयं ही पहुँच जाते हैं। जो पुत्र माता-पिताके 
जीते-जी उनकी सेवा करता है, उसके ऊपर देवता तथा 
पुण्यात्मा महर्षि प्रसन्न होते हैं। पिताकी सेवासे तीनों 
लोक संतुष्ट हो जाते हैं। जो पुत्र प्रतिदिन माता-पिताके 
चरण पखारता है, उसे नित्यप्रसि गङ्गास्रानका फल 
मिळता है।* जिस पुत्रने ताम्बूल, वरा, खान-पानकी 
विविध सामग्री तथा पवित्र अन्नके द्वारा भक्तिपूर्वक 
माता-पिताका पूजन किया है, वह सर्वज्ञ होता है । 
दविजश्रेष्ठ ! माता-पिताको स्नान कराते समय जब 
उनके झरीरसे जलके छीटे उछटकर पुत्रके सम्पूर्ण 
आङ्गोंपर पड़ते हैं, उस समय उसे सम्पूर्ण तीथॉसें स्नान 
करमेका फल होता है । यदि पिता पतित, भूखसे व्याकुल, 
वृद्ध सब कायोमें असमर्थ, रोगी और कोढ़ी हो गये हों 
तथा माताकी भी वही अवस्था हो, उस समयमें भी जो 


# मातापित्रोस्तु यः पादौ नित्यं प्रक्षालयेत्सुतः । तस्य भागीरथीस््रनमहन्यहनि 


पुत्र उनकी सेवा करता है, उसपर निस्सन्देह भगवान्‌ 
श्रीविष्णु प्रसन्न होते हैं । वह योगियोंके ल्थ्ये भी दुर्लभ 
भगवान्‌ श्रीविष्णुके धामको प्राप्त होता है। जो किसी 
अङ्गसे हीन, दीन, वृद्ध, दुःखी तथा महान्‌ रोगसे पीड़ित 
माता-पिताको त्याग देता है, बह पापात्मा पुत्र कौड़ोंसे भरे 
हुए दारुण नरकमें पड़ता है। जो पुत्र बूढ़े माँ-बापके 
बुलानेपर भी उनके पास नहीं जाता, वह मूर्ख विष्ठा खाने- 
बाला कीड़ा होता है तथा हजार जन्मोंतक उसे कुत्तेकी 
योनिमें जन्म लेना पड़ता है । वृद्ध माता-पिता जब घरमें 
मौजूद हों, उस समय जो पुत्र पहले उन्हें भोजन कराये 
बिना स्वयं अन्न ग्रहण करता है, वह घृणित कीड़ा होता है 
और हजार जन्मोंतक मल-मूत्र भोजन करता हे । इसके 
सिवा बह पापी तीन सौ जन्मॉतक काला नाग होता है।† 
जो पुत्र कटु-बचमांद्वारा माता-पिताकी निन्दा करता है, 
बह पापी बाघकी योनिमें जन्म लेता है तथा और भी बहुत 
दुःख उठाता है। जो पापात्मा पुत्र माता-पिताको प्रणाम 
नहीं करता, बह हजार युगोंतक कुम्भीपाक नरकमें निवास 
करता है । पुत्रके लिये माता-पितासे बढ़कर दूसरा कोई 
तीर्थ नहीं है। माता-पिता इस लोक और परलोकमें भी 
नारायणके समान हैं ।३: इसलिये महाप्राज्ञ ! मैं प्रतिदिन 
माता-पिताकी पूजा करता और उनके योग-क्षेमकी 
चिन्तामें लगा रहता हूँ। इसीसे तीनों लोक मेरे वशमे हो 


जायते ॥ (६२ । ७४) 


गै तयोश्चापि हिजश्रेष्ठ मातापित्रोक्ष स्त्रातयोः । पुत्रस्यापि हि सर्वङ्गे पतन्त्यम्नुकणा यदा ॥ 
सर्वतीर्थसमं स्रामं पुत्रस्यापि प्रजायते।----.-------------- - -- - - * --* ‹ ^ क्ष 
पतित क्षुधितं वृद्धमशक्ते सर्वकर्मसु । व्याधितं कुष्ठिनं तातं मातरै च तथाविधाम्‌ ॥ 
उपायरति यः पुत्रस्तस्य पुण्ये वदाम्यहम्‌ । विष्णुस्तस्य असन्नात्मा जायते नात्र संशयः॥ 
अयाति वैष्णनं लोके यदप्राप्यं हि योगिभिः । पितरौ बिकलौ दीनौ वृद्धौ दुःखितमानसौ ॥ 
महागदेन संतप्ौ परित्यजति पापधीः । सर पुत्रो नरकं याति दारु कृमिसेकुलूम्‌॥ 
वृद्धाभ्यां यः समाहूतो गुरुभ्यामिह साम्प्रतम्‌। न प्रयाति सुतो भूत्वा तस्थ पापे वदाम्यहम्‌ ॥ 
विष्ठाशी जायते मूढोऽमेध्यभोजी न संशयः । यावज्नन्मसहखं तु पुनः श्वानोऽभिजायते ॥ 
पुत्रगेहे स्थितौ मातापितरौ वृद्धकौ तथा । स्वयं ताभ्यां विना भुवस्वा अथमं जायते घृणिः ॥ 


मूत्र विष्ठां च भुञ्जीत यावज्जन्मसहस्तकम्‌ । कृष्णसर्पो भवेत्पापी यावज्जन्भशतत्रयम्‌॥ (६३ । १-१०) 


म पितरौ कुत्सते पुत्रः कटुकैर्वचनैरपि। स च पापी भवेदव्याघः पश्चाुःखी प्रजायते ॥ 
मातरे पितरं पुत्रो न नमस्यति पापघीः । कुम्भीपाके वसेत्तावद्यावद्युगसहखकम्‌ ॥ 
नास्ति मालुः परं तीथ पुत्राणां च पितुस्तथा । नारायणसमावेताविह चै 


परत्र च॥ (६३।११--१३) 


२८६ 


०  » अर्चयस्व हषीके यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


४००००९३०००००९३०००००७०७५३-९३३:१०१०००००९००७७७९९००१०७०७००७०-३:९००९०००५३७०००:३७०००००-०७७७५००७७०३७७००९०००:९००००००००००- 


गये हैं। माता-पिताके प्रसादसे ही मुझे पराचीन तथा 
वासुदेवस्वरूप अर्वाचीन तत्वका उत्तम ज्ञान प्राप्त हुआ 
है। मेरी सर्वज्ञतामें माता-पिताकी सेवा ही कारण है। 
भला, कौन ऐसा विद्वान्‌ पुरुष होगा, जो पिता-माताकी 
पूजा नहीं करेगा। ब्रह्मन्‌! श्रुति (उपनिषद्‌) और 
झास्त्रॉसहित सम्पूर्ण वेदेकि साङ्गोपाङ्ग अध्ययनसे ही क्या 


लाभ हुआ, यदि उसने माता-पिताका पूजन नहीं किया । 
उसका वेदाध्ययन व्यर्थ है। उसके यज्ञ, तप, दान और 
पूजनसे भी कोई लाभ नहीं । जिसने माँ-बापका आदर 
नहीं किया, उसके सभी शुभकर्म निष्फल होते हैं। 
माता-पिता ही पुत्रके लिये धर्म, तीर्थ, मोक्ष, जन्मके 
उत्तम फल, यज्ञ और दान आदि सब कुछ हैं। 


छ औ — 


सुकर्माद्वारा ययाति और मातलिके संवादका उल्लेख--मातलिके द्वारा देहकी उत्पत्ति, उसकी 
अपवित्रता, जन्म-मरण और जीवनके कष्ट तथा संसारकी दुःखरूपताका वर्णन 


सुकर्मा कहते है--अन मैं इस विषयमें पुण्यात्मा 
राजा ययातिके चरित्रका वर्णन करूँगा, जो सम्पूर्ण 
'पापोंका नाश करनेवाला है । सोमवंशमें एक नहुष नामके 
राजा हो गये हैं। उन्होंने अनेकों दानधर्मोका अनुष्ठान 
किया, जिनकी कहीं तुलना नहीं थी। उन्होंने अपने 
पुण्यके प्रभावसे इन्द्रलोकपर अधिकार प्राप्त किया था। 
उन्हीकि पुत्र राजा ययाति हुए, जो इत्रुऑका मानमर्दन 
करनेवाले थे। वे सत्यका आश्रय ले धर्मपूर्लक प्रजाका 
पालन करते थे। प्रजाके सब कार्योकी स्वयं ही 
देख-भाल किया करते थे। दे उत्तम घर्मकी महिमा 
सुनकर सब प्रकारके दान-पुण्य, यज्ञानुष्ठान एवं 
तीर्थ-सेवन आदिमें लगे रहते थे। महाराज ययातिने 
अस्सी हजार वर्षांतक इस पृथ्वीका राज्य किया । उनके 
चार पुत्र हुए, जो उन्हीके समान झूरवीर, नलवान्‌ और 
पराक्रमी थे । तेज और पुरुषार्थमें भी बे पिताकी समानता 
करते थे! इस प्रकार ययातिने दीर्घकालतक धर्मपूर्वक 
राज्य किया। 
एक समयकी बात है, ्रह्माजीके पुत्र नारदजी 
इन्द्रलोकमें गये। उन्हें आया देख इन्द्रने भक्तिपूर्वक 
मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और मधुपर्क आदिसे 
उनकी पूजा करके उन्हें एक पवित्र आसनपर बिठाया। 
तत्पश्चात्‌ वे उन महामुनिसे पूछने लगे--'देवर्षे ! किस 
लोकसे आपका यहाँ आना हुआ है ? तथा यहाँ पदार्पण 
करनेका क्या उदेश्य है ?' 
भारदजीने कहा--मैं इस समय भूलोकसे आ 


रहा हूँ। नहुष-पुत्र ययातिसे मिलकर अब आपसे 
मिलनेके लिये आया हूँ। 

इन्द्रने पूछा--इस समय पृथ्वीपर कौन राजा सत्य 
और धर्मके अनुसार प्रजाका पालन करता है ? कौन 
सब धर्मोसे युक्त, विद्वान्‌, ज्ञानवान्‌, गुणी, ब्राह्मणोके 
कुपापात्र, ब्राह्मणभक्त, वेदवेत्ता, शूरवीर, दाता, यज्ञ 
करनेवाला और पूर्ण भक्तिमान्‌ है ? 

नारदजीने कहा--नहुषके बलवान्‌ पुत्र ययाति 
इन गुणोंसे युक्त हैं । बे अपने पितासे भी नढ़े-चढ़े हैं। 
उन्होने सौ अश्वमेध और सौ वाजपेय यज्ञ किये हैं। 
भक्तिपूर्वक अनेक अकारके दान दिये हैं। उनके द्वारा 
लाखो-करोडो गौएँ, दानमें दी जा चुकी हैं। उन्होंने 
कोटिहोम तथा लक्षहोम भी किये हैं । ब्राह्मणोंको भूमि 
आदिका दान भी दिया है । उन्होंने ही घर्मके साङ्गोपाङ्ग 
स्वरूपका पालन किया है। ऐसे गुणोंसे युक्त नहुष-पुत्र 
राजा ययाति अस्सी हजार वर्षांसे सत्य-धर्मके अनुसार 
विधिवत्‌ राज्य करते आ रहे हैं। इस कार्यमें वे आपकी 
समानता करते हैं। 

सुकर्मा कहते हैं--मुनीश्वर नारदके मुखसे ऐसी 
बात सुनकर बुद्धिमान्‌ इन्द्र कुछ सोचने लगे। वे 
ययातिके घर्म-पाळनसे भयभीत हो उठे थे । उनके मनमें 
यह जात आयी कि 'पूर्वकालमें रजा नहुष सौ यज्ञोके 
अघावसे मेरे इन्द्रपदपर अधिकार करके देवताओकि राजा 
बन बैठे थे । शचीकी बुद्धिके प्रभावसे उन्हें पदभ्रष्ट होना 
पड़ा था। ये महाराज ययाति भी ऐसे ही सुने जाते हैं। 


इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि ये इन्द्रपदपर अधिकार 
कर लेंगे। अतः जिस-किसी उपायसे सम्भव हो, उन्हें 
स्वर्गमें लाऊँगा ।' 

'ययातिसे डरे हुए देवराजने ऐसा विचार करके उन्हें 
बुलानेके लिये दूत भेजा। अपने सारथि मातलिको 
विमानके साथ रवाना किया । मातलि उस स्थानपर गये, 
जहाँ नहुष-पुत्र धर्मात्मा ययाति आपनी राजसभामें 
विराजमान थे । सत्य ही उन श्रेष्ठ नरेशका आभूषण था। 
देवराजके सारथिने उनसे कहा--'राजन्‌! मेरी बात 
सुनिये, देवराज इन्रने मुझे इस समय आपके पास भेजा 
है! उनका अनुरोध है कि अब आप पुत्रको राज्य दे 
आज ही इन्द्रलोकको पघारें। महीपते ! वहाँ इन्द्रके 
साथ रहकर आप स्वर्गका आनन्द भोगिये ।' 

'ययातिने पूछा--मातले ! मैंने देवराज इन्द्रका 
कौन-सा ऐसा कार्य किया है, जिससे तुम ऐसी प्रार्थना 
कर रहे हो? 

'मातलिने कहा--राजन्‌ ! लगभग एक लाख 
वर्षोसे आप दान-यज्ञ आदि कर्म कर रहे हैं। इन कमेकि 
फलस्वरूप इस समय स्वर्गलोगमें चलिये और देवराज 
इन्द्रके सखा होकर रहिये। इस पाञ्चभौतिक शरीरको 
भूमिपर ही त्याग दीजिये और दिव्य रूप धारण करके 
मनोरम भोगोंका उपभोग कीजिये। 

ययातिने प्रश्न किया--मनुष्य जिस शरीरसे 
सत्यधर्म आदि पुण्यका उपार्जन करता है, उसे बह कैसे 
छोड़ सकता है | 

मालिने कहा--राजन्‌ ! तुम्हारा कथन ठीक है, 
तथापि मनुष्यको अपना यह शरीर छोड़कर ही जाना 
पड़ता है [क्योंकि आत्माका शारीरके साथ कोई सम्बन्ध 
नहीं है] । शरीर पञ्चभूतोंसे बना हुआ है; जब इसकी 
संधियाँ शिथिल हो जाती हैं, उस समय वृद्धावस्थासे 
पीड़ित मनुष्य इस शरीरको त्याग देना चाहता है। 

ययातिने पूछा--साधुश्रेष्ठ ! वृद्धावस्था कैसे 
उत्पन्न होती है तथा वह क्यों शरीरको पीड़ा देती है ? इन 
सब बातोंको निस्तारसे समझाओ । 


मातलिने कहा--राजन्‌! पञ्चभूतॉसे इस 


शरीरका निर्माण हुआ है तथा पाँच निषयॉसे यह चिरा 
हुआ है। वीर्य और रक्तका नाश होनेसे प्रायः शरीर 
खोखला हो जाता है, उसमें प्रचण्ड वायुका प्रकोप होता 
है। इससे मनुष्यका रंग बदल जाता है। वह दुःखसे 
संतप्त और हतबुद्धि हो जाता है । जो स्त्री देखी-सुनी होती 
है, उसमें चित्त आसक्त होनेसे वह सदा भटकता रहता 
है। झरीरमें तृप्ति नहीं होती; क्योंकि उसका चित्त सदा 
लोलुप रहा करता है। जन कामी मनुष्य मांस और रक्त 
क्षीण होनेसे दुर्बल हो जाता है, तब उसके बाल पक 
जाते हैं। कामामिसे शरीरका शोषण हो जाता है। वृद्ध 
होनेपर भी दिन-दिन उसकी कामना बढ़ती ही जाती है। 
बूढ़ा मनुष्य ज्यों-ज्यों जीके सहवासका चिन्तन करता है, 
त्यो-त्यॉ उसके तेजकी हानि होती है। अतः काम 
नाशस्वरूप है, यह नाशके लिये ही उत्पन्न होता है। काम 
'एक भयंकर ज्वर है, जो प्राणियोंका काल बनकर उत्पन्न 
होता है। इस प्रकार इस शरीरमें जीर्णता--जरावस्था 
आती है। 

'ययातिने कहा--मातले ! आत्माके साथ यह 
शरीर ही धर्मका रक्षक है, तो भी यह स्वर्गको नहीं 
जाता--इसका क्या कारण है ? यह बताओ। 

मातरि बोले--महाराज ! पाँचों भूतोंका आपसमें 
ही मेल नहीं है। फिर आत्माके साथ उनका मेल कैसे हो 
सकता है। आत्माके साथ इनका सम्बन्ध बिलकुल नहीं 
है। शरीर-समुदायमें भी सम्पूर्ण भूतोंका पूर्ण संघट नहीं है; 
क्‍योंकि जरावस्थासे पीड़ित होनेपर सभी अपने-अपने 
स्थानको चले जाते हैं। इस शरीरमें अधिकांश पृथ्वीका 
भाग है। यह पृथ्वीकी समानताको लेकर ही प्रतिष्ठित है। 
जैसे पृथ्वी स्थित है, उसी प्रकार यह भी यहीं स्थित रहता 
है। अतः शरीर स्वर्गको नहीं जाता । 

ययातिने कहा--मातले ! मेरी बात सुनो । जब 
पापसे भी शरीर गिर जाता है और पुण्यसे भी, तब मैं 
इस पृथ्वीपर पुण्यमें कोई विशेषता नहीं देखता। जैसे 
पहले शरीरका पतन होता है, उसी प्रकार पुनः दूसरे 
शरीरका जन्म भी हो जाता है। किन्तु उस देहकी उत्पत्ति 
कैसे होती है? मुझे इसका कारण बताओ: 


२८८ 


० अर्चयस्व हृषीकेशे यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


६४५७७५४३६३ ९५४५७ ५७७०७७३७७७ ७५ ५११७६४७७७३ ७७७७०३७ ७७७४७७७७७७ ७७०७७७०७००, 


- संक्षिप्त पद्मपुराण 


मातलि जोले--राजन्‌! नारकी पुरुषॉके 
अधर्ममात्रसे एक ही क्षणमें भूतोंके द्वारा नूतन शरीरका 
निर्माण हो जाता है। इसी प्रकार एकमात्र धर्मसे ही 
देवत्वकी प्राप्ति करानेवाले दिव्य शरीरकी तत्काल उत्पत्ति 
हो जाती है। उसका आविर्भाव भूतेकि सारतत्वसे होता 
है। कर्मेकि मेलसे जो शरीर उत्पन्न होता है, उसे रूपके 
परिमाणसे चार प्रकारका समझना चाहिये। [उद्धिज, 
स्वेदज, अण्डज और जरायुज--ये ही चार प्रकारके 
शरीर हैं।] स्थावरोको उद्भिज्ज कहते हैं। उन्हें तृण, 
गुल्म और लता आदिके रूपमें जानना चाहिये। कृमि, 
कीट और पतङ्ग आदि प्राणी स्वेदज कहलाते हैं । समस्त 
पक्षी, नाके और मछली आदि जीव अण्डज हैं । मनुष्यों 
और चौषायोंको जरायुज जानना चाहिये । 
भूमिके पानीसे सींचे जानेपर बोये हुए अन्नमें 
उसकी गर्मी चली जाती है । फिर वायुसे संयुक्त होनेपर 
क्षेत्रमे बीज जमने लगता है । पहले तपे हुए बीज जब 
पुनः जलसे सींचे जाते हैं, तब गर्मीके कारण उनमें मृदुता 
आ जाती हैं; फिर वे जड़के रूपमें बदल जाते हैं। उस 
मूसे अङ्कुरकी उत्पत्ति होती है i. के पत्ते निकलते 
हैं, पत्तेसे तना, तनेसे काण्ड, प्रभव, प्रभवसे 
दूध और दूघसे तप्डुल उत्पन्न होता है। तष्डुलके पक 
जानेपर अनाजकी खेती तैयार हुई समझी जाती है। 
अनाजोंमें शालि (अगहनी धान) से लेकर जौतक दस 
अन्न श्रेष्ठ माने गये है । उनमें फलकी प्रधानता होती है। 
शेष अन्न क्षुद्र बताये गये हैं । भक्ष्य, भोज्य, पेय, लेह्य, 
चोष्य और खाद्य--ये अन्रके छः भेद हैं तथा मधुर 
आदि छः प्रकारके रस हैं। देहघारी उस अन्नको पिण्डके 
समान कौर या आस बनाकर खाते हैं । बह अन्न शरीरके 
भीतर उदरमें पहुँचकर समस्त प्राणोंको क्रमशः स्थिर 
करता है । खाये हुए अपवथ भोजनको वायु दो भागोंमें 
बाँट देती है। अन्नके भीतर प्रवेश करके उसे पचाती 
और पृथक्‌-पृथक्‌ गुणोंसे युक्त करती है । अभिके ऊपर 
जल और जरूके ऊपर अन्नको स्थापित करके प्राण स्वयै 


जलके नीचे स्थित हो धीरे-धीरे जठराग्रिको प्रज्वलित 
करता है। वायुसे उद्दीप्त की हुई अग्नि जलको अधिक 
गर्म कर देती है। उसकी गर्मीके कारण अन्न सब ओरसे 
भलीभाँति पच जाता है। पचा हुआ अन्न कीट और 
रस--इन दो भागोंमें विभक्त होता है। इनमें कीट 
मलरूपसे बारह छिठ्रोंद्वारा शरीरके बाहर निकलता है । 
दो कान, दो नेत्र, दो नासा-छिद्र, जिह्वा, दाँत, ओठ, 
लिङ्ग, गुदा और रोमकूप--ये ही मल निकलमेके बारह 
मार्ग हैं। इनके द्वारा कफ, पसीने और मल-मूत्र आदिके 
रूपमें शरीरका मैल निकलता है । हृदयकमलमें शरीरकी 
सब नाड़ियाँ आबद्ध हैं। उनके मुखमें प्राण अन्नका 
सूक्ष्म रस डाला करता हैं। वह बारम्बार उस रससे 
नाड़ियोंको भरता रहता है तथा रससे भरी हुई नाड़ियाँ 
सम्पूर्ण देहको तृप्त करती रहती हैं। 
नाड़ियोंके मध्यमें स्थित हुआ रस शरीरकी गर्मीसे 
पकने लगता है। उस रसके जब दो पाक हो जाते हैं, 
तब उससे त्वचा, मांस, हड्डी, मज्जा, मेद और रुधिर 
आदि उत्पन्न होते हैं। रक्तसे रोम और मांस, मांससे केश 
और स्नायु, स्त्रायुसे मज्जा और हड्डी तथा मज्जा और 
हड्डीसे वसाकी उत्पत्ति होती है। मज्जासे शरीरकी 
उत्पत्तिका कारणभूत वीर्य बनता है। इस प्रकार अन्नके 
बारह परिणाम बताये गये हैं।* जब ऋतुकालमें 
दोषरहित वीर्य खीकी योनिमें स्थित होता है, उस समय 
वह वायुसे प्रेरित हो रजके साथ मिलकर एक हो जाता 
है। वीर्य-स्थापनके समय कारण-शरीरयुक्त जीव अपने 
कर्मोसे प्रेरित होकर योनिमें प्रवेश करता है । 
वीर्य और रज दोनों एकत्र होकर एक ही दिनमें 

कललके आकारमें परिणत हो जाते हैं, फिर पाँच रातमें 
उनका बुदनुद ब्रन जाता है। तत्पश्चात्‌ एक महीनेमें 
आवा, मस्तक, कंधे, रीड़की हड्डी तथा उदर--ये पाँच 

अङ्ग उत्पन्न होते हैं; फिर दो महीनेमें हाथ, पैर, पसली, 

कमर और पूरा शरीर--ये सभी क्रमशः सम्पन्न होते हैं ! 

तीन महीने बीतते-बीतते सैकड़ों अङ्कुरसेघियाँ प्रकट हो 


# अन्नके बारह परिणाम ये हैं--पाक, रस, भल, रक्त, रोम, मांस, केश, स्नायु, मज्जा, हड्डी, वसा और वीर्य। 


भूमिखण्ड ] 


# सुकर्माडवारा ययाति और मातल्के संवादका उल्लेख + 


२८९ 


जाती हैं। चार महीनोंमें क्रमशः अंगुली आदि अवयव 
भी उत्पन्न हो जाते हैं। पाँच महीनोंमें मुँह, नाक और 
कान तैयार हो जाते हैं; छः महीनोंके भीतर दाँतैकि 
मसूड़े, जिह्वा तथा कानोंके छिद्र प्रकट होते हैं। सात 
महीनोंमें गुदा, लिङ्ग, अण्डकोष, उपस्थ तथा शरीरकी 
सन्धियाँ प्रकट होती हैं। आठ मास नीतते-बीतते 
शरीरका प्रत्येक अवयव, केशॉसहित पूरा मस्तक तथा 
अङ्गोंकी पृथक्‌-पृथक्‌ आकृतियाँ स्पष्ट हो जाती हैं। 
माताके आहारसे जो छः प्रकारका रस मिलता है, 
उसीके बलसे गर्भस्थ नालककी प्रतिदिन पुष्टि होती है। 
नाभिमें जो नाल बँधा होता है, उसीके द्वारा बालकको 
रसकी प्राप्ति होती रहती है! तदनन्तर शरीरका पूर्ण 
बिकास हो जानेपर जीवको स्मरण-शक्ति प्राप्त होती है 
तथा बह दुःख-सुखका अनुभव करने लगता है। उसे 
पूर्वजन्मके किये हुए कर्मोका, यहाँतक कि निद्रा और 
शयन आदिका भी स्मरण हो आता है। वह सोचने 
लगता हे--'मॅने अबतक हजारों योनियोंमें अनेकों नार 
चक्कर लगाया । इस समय अभी-अभी जन्म ले रहा हूँ, 
मुझे पूर्वजन्मोंकी स्मृति हो आयी है; अतः इस जन्ममें मैं 
वह कल्याणकारी कार्य करूँगा, जिससे मुझे फिर गर्भमें 
न आना पड़े। मैं यहाँसे निकलनेपर संसार-बन्धनकी 
निवृत्ति करनेवाले उत्तम ज्ञानको प्राप्त करनेका प्रयत्न 
करूँगा ।' 
जीव गर्भवासके महान्‌ दुःखसे पीड़ित हो कर्मवश 
माताके उदरमें पड़ा-पड़ा अपने मोक्षका उपाय सोचता 
रहता है। जैसे कोई पर्वतकी गुफामें बंद हो जानेपर बड़े 
दुःखसे समय बिताता है, उसी प्रकार देहधारी जीव 
जरायु (जेर) के बन्धनमें बैधकर बहुत दुःखी होता और 
बड़े कष्टसे उसमें रह पाता है । जैसे समुद्रमें गिय हुआ 
मनुष्य दुःखसे छटपटाने लगता है, वैसे ही गर्भके जलसे 
अभिषिक्त जीन अत्यन्त व्याकुल हो उठता है। जिस 
अकार किसीको लोहेके घड़ेमें बंद करके आगसे पकाया 


जाय, उसी अकार गर्भरूपी कुम्भमें डाला हुआ जीव 
जठराग्रिसे पकाया जाता है । आगमें तपाकर लाल-लाछ 
की हुई बहुत-सी सूइयोंसे निरन्तर शरीरको छेदनेपर 
जितना दुःख होता है, उससे आठगुना अधिक कष्ट 
गर्भमें होता है । गर्भवाससे बढ़कर कष्ट कहीं नहीं होता । 
देहधारियेकि लिये गर्भमें रहना इतना भयंकर कष्ट है, 
जिसकी कहीँ तुलना नहीं है। इस प्रकार प्राणियेकि 
गर्भजनित दुःखका वर्णन किया गया। स्थावर और 
जङ्गम--सभी प्राणियोंको अपने-अपने गर्भके अनुरूप 
कष्ट होता है । 

जीवको जन्मके समय गर्भवासकी अपेक्षा करोड़- 
गुनी अधिक पीड़ा होती है । जन्म लेते समय वह मूर्च्छित 
हो जाता है। उस समय उसका शरीर हडियोंसे युक्त 
गोल आकारका होता है । स्रायुबन्धनसे बैधा रहता है । 
रक्त, मोस और त्रसासे व्याप्त होता है । मल और मूत्र 
आदि अपवित्र वस्तु उसमें जमा रहती हैं । केश, रोम 
और नखॉसे युक्त तथा रोगका आश्रय होता है। 
मनुष्यका यह शरीर जरा और शोकसे परिपूर्ण तथा 
कालके अम्निमय मुखमें स्थित है। इसपर काम और 
क्रोधके आक्रमण होते रहते हैं। यह भोगकी तृष्णासे 
आतुर, विवेकशून्य और रागद्वेषके वशीभूत होता है। 
इस देहमें तीन सौ साठ हड्डियाँ तथा पाँच सौ मांस- 
पेशियाँ हैं, ऐसा समझना चाहिये । यह सब ओरसे साढ़े 
तीन करोड़ रोमोद्वारा व्याप्त है तथा स्थूल-सूक्ष्म एवं 
दृश्य-अदृश्यरूपसे उतनी ही नाड़ियाँ भी इसके भीतर 
फैली हुई हैं। उन्हीके द्वारा भीतरका अपवित्र मळ पसीने 
आदिके रूपमें निकलता रहता है । शरीरमें बत्तीस दाँत 
और नीस नख होते हैं। देहके अंदर पित्त एक कुडव! 
और कफ आधा आढक? होता है। बसा तीन पल*, 
कलल पंद्रह पल, वात अर्बुद पल, मेद दस पल, 
महारक्त तीन पल, मज्जा उससे चौगुनी (बारह पल), 
बीर्य आधा कुडव, बल चौथाई कुडव, मांस-पिण्ड 


१--आयुर्वेदके अनुसार ३२ तोळे (६ छराक २ तेष्छे) का एक वजन । २--चार सेरके लगभगका एक तौल । ३--आयुर्वेदके 
अनुसार ८ तोरेका १ पळ होता है। अन्यत्र ४ तोलेका एक पल माना गया है। 


२९० 


* अर्चयस्व हृषीकेश यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


हजार पल तथा रक्त सौ पल होता है और मूत्रका कोई 
नियत माप नहीं है। 
राजन्‌! आत्मा परम शुद्ध है और उसका यह 
देहरूपी घर, जो कमेकि बन्थनसे तैयार किया गया है, 
नितान्त अशुद्ध है। इस बातको सदा ही याद रखना 
चाहिये। वीर्य और रजका संयोग होनेपर ही किसी भी 
योनिमें देहकी उत्पत्ति होती है तथा यह हमेशा पेशाब 
और पाखनेसे भरा रहता है; इसलिये इसे अपवित्र माना 
गया है। जैसे घड़ा बाहरसे चिकना होनेपर भी यदि 
विष्ठासे भरा हो तो वह अपवित्र ही समझा जाता है, उसी 
प्रकार यह देह ऊपरसे पञ्चभूतोद्वारा शुद्ध किया जानेपर 
भी भीतरकी गंदगीके कारण अपवित्र हो माना गया है। 
जिसमें पहुँचकर पञ्चगव्य और हविष्य आदि अत्यन्त 
पवित्र पदार्थ भी तत्काल अपवित्र हो जाते हैं, उस 
शरीरसे बढ़कर अशुद्ध दूसरा क्या हो सकता है।* 
जिसके द्वारोंसे निरन्तर क्षण-क्षणमें कफ-मूत्र आदि 
अपवित्र चस्तुएँ बहती रहती हैं, उस अत्यन्त अपावन 
शरीरको कैसे शुद्ध किया जा सकता है।† शरीरके 
छिद्रॉका स्पर्शमात्र कर लेनेपर हाथको जलसे शुद्ध किया 
जाता है, तथापि मनुष्य अशुद्ध ही बने रहते हैं; किन्तु 
फिर भी उन्हें देहसे वैराग्य नहीं होता ।३: जैसे जन्मसे ही 
काले रंगकी ऊन धोनेसे कभी सफेद नहीं होती, उसी 
प्रकार यह शारीर घोनेसे भी पवित्र नहीं हो सकता। 
मनुष्य अपने शरीरके मलको अपनी आँखों देखता है, 
उसकी दुर्गन्धका अनुभव करता है और उससे बचनेके 
लिये नाक भी दबाता है; किन्तु फिर भी उसके मनमें 


वैराग्य नहीं होता । अहो | मोहका कैसा माहात्म्य है, 
जिससे सारा जगत्‌ मोहित हो रहा है । अपने शरीरके 
दोषोंको देखकर और सूँघकर भी वह उससे विरक्त नहीं 
होता। जो मनुष्य अपने देहकी अपवित्र गन्थसे घृणा 
करता है, उसे वैराग्यके लिये और क्या उपदेश दिया जा 
सकता है।$ सारा संसार पवित्र है, केवल शरीर ही 
अत्यन्त अपवित्र है; क्योंकि जन्मकालमें इस शरीरके 
अवयर्बोका स्पर्श करनेसे शुद्ध मनुष्य भी अशुद्ध हो 
जाता है । अपवित्र वस्तुकी गन्ध और लेपको दूर करनेके 
लिये शरीरको नहलाने-धोने आदिका विधान है । गन्ध 
और लेपकी निवृत्ति हो जानेके पश्चात्‌ भावशुद्धिसे 
बस्तुतः मनुष्य शुद्ध होता है । 

जिसका भीतरी भाव दूषित है, वह यदि आगमें 
प्रवेश कर जाय तो भी न तो उसे स्वर्ग मिलता है और 
न मोक्षकी ही प्राप्ति होती है; उसे सदा देहके बन्थनमें ही 
जकड़े रहना पड़ता है। भावकी शुद्धि ही सबसे बड़ी 
पवित्रता है और वही प्रत्येक कार्यमें श्रेष्ठताका हेतु है। 
पत्नी और पुत्री--दोनोंका ही आलिङ्गन किया जाता है; 
किन्तु पत्नीके आलिङ्गनमें दूसरा भाव होता है और 
पुत्रीके आलिङ्गनमेँ दूसरा । भिन्न-भिन्न वस्तुओंके प्रति 
मनकी वृत्तिमें भी भेद हो जाता है। नारी अपने पतिका 
और भावसे चिन्तन करती है और पुत्रका और भावसे।>< 
तुम यत्रपूर्वक अपने मनको शुद्ध करो, दूसरी-दूसरी 
बाह्म शुद्धियोंसे क्या लेना है। जो भावसे पवित्र है, 
जिसका अन्तःकरण शुद्ध हो गया है, बही स्वर्ग तथा 
मोक्षको प्राप्त करता है। उत्तम वैराग्यरूपी मिट्टी तथा 


मयं प्राष्यातिपवित्राणि पञ्चगव्यं हबोषि च। अशुचित्वं 


क्षणाद्यान्ति कोऽन्योऽस्मादशुचिस्ततः ॥ (६६ । ६९) 


पै स्रोतांसि यस्य सततं प्रवहन्ति क्षणे क्षणे। कफमूजराद्यत्यशुचिः स देहः शुध्यते कथम्‌ ॥ (६६ । ७३) 
ॐ स्पृष्टा च देहस्नोतांसि मृदादिभिः शोध्यते करः । तंथाप्यशुचिभाजश्च न विरज्यन्ति ते नराः ॥ (६६।७५) 
§ जित्रन्नपि खदुर्गन्धं पश्यत्रपि मले स्वकम्‌।न विरज्येत ल्रोकोऽये पीडयन्नपि नासिकाम्‌ ॥ 

अहो मोहस्य माहाल्यं येन व्यामोहिते जगत्‌ । जिघ्रन्‌ पञ्यन्‌ स्वकान्‌ दोषान्‌ कायस्य न विरज्यते ॥ 


स्वदेहाशुचिगन्धेन यो विरज्येत मानवः | चिरागकारणं 


त्तस्य 


किमन्यदुपदिञ्यते ॥(६६ ! ७८-८०) 


>< अन्तर्भावमदुष्टस्य विशतोऽपि हुताशनम्‌।न स्वर्गो नापवर्गक्ष देहनिर्बन्धनं परम्‌ १ 
भावशुद्धि: परे चं प्रमाणं सर्वकर्मसु । अन्यथाऊउल्मित्यते कान्ता भावेन दुहितान्यथा ॥ 
मनसो भिद्यते वृत्तिभित्रि्रप च यस्तुषु। अन्यथैव ततः पुरं भावयत्यन्यथा पतिम्‌॥(६६ । ८५--८७) 


भूमिखण्ड ] 


ज्ञानरूप निर्मल जलसे माँजने-धोनेपर पुरुषके अविद्या 
तथा रागरूपी मल-मूत्रका लेप नष्ट होता है । इस प्रकार 
इस शरीरको स्वभावतः अपवित्र माना गया है। केलेके 
वृक्षकी भाँति यह सर्वथा सारहीन है; अध्यात्म-ज्ञान ही 
इसका सार है । देहके दोषको जानकर जिसे इससे दैराग्य 
हो जाता है, वह विद्वान्‌ संसार-सागरसे पार हो जाता है। 
इस प्रकार महान्‌ कष्टदायक जन्मकालीन दुःखका वर्णन 
किया गया | 

गर्भमें रहते समय जीवको जो विवेक-बुद्धि प्राप्त 
होती है, वह उसके अज्ञान-दोषसे या नाना प्रकारके 
कर्मोंकी प्रेरणासे जन्म लेनेके पश्चात्‌ नष्ट हो जाती है । 
'योनि-यन्त्रसे पीड़ित होनेपर जन वह दुःखसे मूर्च्छित हो 
जाता है और बाहर निकलकर बाहरी हवाके सम्पर्कमें 
आता है, उस समय उसके चित्तपर महान्‌ मोह छा जाता 
है। मोहग्रस्त होनेपर उसकी स्मरणशक्तिका भी शीघ्र ही 
नाश हो जाता है; स्मृति नष्ट होनेसे पूर्वकर्मांकी जासनाके 
कारण उस जन्ममें भी ममता और आसक्ति बढ़ जाती है । 
फिर संसारमें आसक्त होकर मूढ जीव न आत्माको जान 
पाता है न परमात्माको, अपितु निषिद्ध कर्ममे प्रवृत्त हो 


* सुकर्माद्वारा ययाति और मातलिके संवादका उल्लेख » 


२९९ 


जाता है।* बाल्यकाल्में इन्द्रियॉकी वृत्तियाँ पूर्णतया 
व्यक्त नहीं होतीं; इसलिये जालक महान्‌-से-महान्‌ 
दुःखको सहन करता है, किन्तु इच्छा होते हुए भी न तो 
उसे कह सकता है और न उसका कोई प्रतिकार ही कर 
पाता है | दौशवकालीन रोगसे उसको भारी कष्ट भोगना 
पड़ता है। भूख-प्यासकी पीड़ासे उसके सारे शरीरमें दर्द 
होता है। बालक मोहवश मरू-मूत्रको भी खानेके लिये 
मुँहमें डाल लेता है । कुमायवस्थामें कान बिधानेसे कष्ट 
होता है। समय-समयपर उसे माता-पिताकी मार भी 
सहनी पड़ती है। अक्षर लिखने-पढ़नेके समय गुरुका 
शासन दुःखद जान पड़ता है । 

जवानीमे भी इन्द्रियॉकी वृत्तियाँ कामना और रागकी 
भ्ररणासे इधर-उधर विषयोंमें भटकती हैं; फिर मनुष्य 
रोगोंसे आक्रान्त हो जाता है। अतः युवावस्थामें भी सुख 
कहाँ है। युवकको ईर्ष्या और मोहके कारण महान्‌ 
दुःखका सामना करना पड़ता है । कामाम्रिसे संतप्त रहनेके 
कारण उसे रातभर नींद नहीं आती। दिनमें भी 
अर्थोपार्जनकी चिन्तासे सुख कहाँ मिलता है! । कीड़ॉसे 
पीड़ित कोढ़ी मनुष्यको आपनी कोढ़ खुजलानेमें जो सुख 


* चित्तं शोधय यलेन किमन्यैर्भाह्मशोधनैः । भावतः शुचिः शुद्धात्मा स्वगै मोक्षं च बिन्दति ॥ 
ज्ञानामलाम्भसा पुंसः सद्वैराग्यमृदा पुनः । अविद्यारागविण्मून्लेपो नस्येद्विसोधनैः ॥ 
एवमेतच्छरीरै हि निसर्गादशुचि विदुः । अध्यात्मसारनिस्सारं कदलीसारसंनिभम्‌॥ 
ज्ञात्वैव देहदोषं यः प्राः स शिथिलो भवेत्‌ । सोऽतिक्रामति संसारं ---------------° " 
एवमेतन्महाकष्टं जन्मदुःखं प्रकीर्तितम्‌ । पुसामञ्ञानदोषेण नानाकर्मबशेन च॥ 
गर्भस्थस्य मतिर्याऽऽसीत्‌ संजातस्य प्रणयति । सम्मूर्च्छितस्य दुःखेन योनियन्त्र्रपीडनात्‌॥ 
आहोत वायुना तस्य मोहसङ्गेन देहिनाम्‌ । स्पृष्टमात्रे घोरेण प 

महामोहः प्रजायते । सम्मूढस्य स्मृतिभ्रंश: शोधे संजायते पुनः ॥ 

स्मृतिभ्रेशात्तस्य पूर्वकर्मज्ञानसमुद्धवा । रतिः संजायते पूर्णा जन्तोस्तत्रैज जन्मनि ॥ 
रक्तो मूढश्च लोकोञ्यमकाये सम्प्रवर्तति । न चात्मानं विजानाति न प्रे न च दैवतम्‌॥ 


(६६। ९०९९) 


† अव्यक्तेन्द्रियवृत्तित्वाद्वाल्ये दुःखं महत्पुनः । इच्छन्रपि न शक्रोति वक्तुं क्तु च संस्कृतम्‌ ॥ 
भुङ्क्ते तेन महददुःखं बाल्येन व्याधिनान्यथा । बाल्यरोगै्ष विविधैः पीडा ----*`-``--- ॥ 
तृड्बुभुक्षापरीताङ्गः क्वचिद्रच्छति तिष्ठति । विष्मूत्रभक्षणाद्य॑ च मोहाद्वालः समाचरेत्‌ ॥ 
कौमारः कर्णवेधेन मात्रापित्रोश ताडनम्‌। अक्षराध्ययनायैश्व दुःखे स्यादगुरुशासनम्‌॥ 
अन्यत्रेच्रियवृत्तिश 'कामरागप्रयोजनात्‌ । रोगावृत्तस्य सततं कुतः सौख्यें च यौवने॥ 
ईर्ष्यया सुमहद्दुःखं मोहाददुःखं सुजायते । तत्र स्यात्कुपितस्यैव रागे दुःखाय केवलम्‌ ॥ 
रात्री न कुरुते निद्रां कामाभिपरिखेदितः । दिवा यापि कुतः सौख्यमर्थोपार्जनचिन्तया॥ 


(६६॥ १०४--११०) 


२१२ 


* अर्चयस्व हवीकेझै यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


32३३०७०७९७०००००००६९७०००००३:३०९०७९०००९०९००७०७३:३००००००५७००:३९००००००००६३६०७०७७७०७-७००००००५०९०७७७०७०५००-७०००९०००० 


अतीत होता है, बही खियेकि साथ सम्भोग करनेमे भी 
है।* जवानीके बाद जब वृद्धावस्था मनुष्यको दबा लेती 
है, तब असमर्थ होनेके कारण उसे पत्नी-पुत्र आदि 
बन्धु-बान्धन तथा दुराचारी भृत्य भी अपमानित कर 
बैठते हैं। बुढापेसे आक्रान्त होनेपर मनुष्य धर्म, अर्थ, 
काम, मोक्ष--इनमेंसे किसीका भी साधन नहीं कर 
सकता; इसलिये युवावस्थामें ही घर्मका आचरण कर 
लेना चाहिये! । 
प्रारब्ध-कर्मका क्षय होनेपर जो जीवॉका भिन्न-भिन्न 
देहॉसे वियोग होता है, उसीको मरण कहा गया है। 
वास्तवर्मे जीवका नाश नहीं होता। मृत्युके समय जब 
झरीरके मर्मस्थानोंका उच्छेद होने लगता है और जीवपर 
महान्‌ मोह छा जाता है, उस समय उसको जो दुःख होता 
है, उसकी कहीं भी तुलना नहीं है। वह अत्यन्त दुःखी 
होकर “हाय बाप! हाय मैया! हा प्रिये !' आदिकी 
पुकार मचाता हुआ बारम्बार विलाप करता है । जैसे साँप 
मेढकको त्रिगळ जाता है, उसी प्रकार वह सारे संसारको 
निगलनेवाली मृत्युका ग्रास बना हुआ है। भाई- 
बन्धुओंसे उसका साथ छूट जाता है; प्रियजन उसे घेरकर 
बैठे रहते हैं। वह गरम-गरम लम्बी साँसें खींचता है, 
जिससे उसका मुँह सुख जाता है । रह-रहकर उसे मूर्च्छा 
आ जाती है। बेहोशीकी हाळतमें वह जोर-जोरसे इधर- 
उधर हाथ-पैर पटकने लगता है) अपने कामूमें नहीं 
रहता । लाज छूट जाती है और वह मल-मूत्रमे सना पड़ा 
रहता है। उसके कण्ठ, ओठ और तालु सूख जाते हैं। 
जह यार-खार पानी मागता है। कभी धनके विषयमें 


चिन्ता करने लगता है--'हाय ! मेरे मरनेके नाद यह 
किसके हाथ लगेगा ?' यमदूत उसे कालपाशमें बाँधकर 
घसीट रे जाते हैं। उसके कण्ठमें घरघर आवाज होने 
लगती है; दूतोंके देखते-देखते उसकी मृत्यु होती है। 
जीव एक देहसे दूसरी देहमें जाता है। सभी जीव सबेरे 
मल-मूत्रकी हाजतका कष्ट भोगते हैं; मध्याहकालमें उन्हें 
भूख-प्यास सताती है और रात्रिमें वे काम-वासना तथा 
नींदके कारण फ्रेश उठाते हैं [इस प्रकार संसारका सारा 
जीवन ही कष्टमय है] । 

पहले तो धनको पैदा करनेमें कष्ट होता है, फिर 
पैदा किये हुए घनकी रखबालीमें केश उठाना पड़ता है; 
इसके बाद यदि कहीं बह नष्ट हो जाय तो दुःख और 
खर्च हो जाय तो भी दुःख होता है। भला, धनमें सुख 
है ही कहाँ। जैसे देहधारी प्राणियोंको सदा मृत्युसे भय 
होता है; उसी प्रकार धनवानोंको चोर, पानी, आग, 
कुटुम्बियों तथा राजासे भी हमेशा डर बना रहता है । जैसे 
मासको आकारमें पक्षी, पृथ्वीपर हिंसक जीव और 
जलमें मत्स्य आदि जन्तु भक्षण करते हैं, उसी प्रकार 
सर्वत्र धनवान्‌ पुरुषको लोग नोंचते-खसोटते रहते हैं। 
सम्पत्तिमें धन सबको मोहित करता--उन्मत्त बना देता 
है, विपत्तिमें सन्ताप पहुँचाता है और उपार्जनके समय 
दुःखका अनुभव कराता है; फिर धनको कैसे सुखदायक 
कहा जाय ।३: हेमन्त और शिशिरमें जाडेका कष्ट रहता 
है। गमीमें दुस्सह तापसे संतप्त होना पड़ता है और 
बर्षाकालमें अतिवृष्टि तथा अल्पवृष्टिसे दुःख होता है; 
इस प्रकार विचार करनेपर कालमें भी सुख कहाँ है। 


* कृमिभिः पीड्यमानस्य कुष्ठिनः पामरस्य च। कप्डूयनाभितापेन यत्सुखं स्त्रीषु तद्विदुः ॥ 


न धर्ममर्थं च कामं च मोक्षं न जरया पुनः। झक्तः साघयितुं तस्माद्‌ युवा धर्मं समाचरेत्‌ ॥ 


(६६। ११२) 


(६६] १९७) 


ड़ अर्थस्योपार्जने दुःखं दुःखमर्जितरक्षणे । नासे दुःखं व्यये दुःखमर्थस्यैव कुतः सुखम्‌ ॥ 
चौरेभ्यः सलिलेभ्योऽम्ेः स्वजनात्‌ पार्थिवादपि । भयमर्थवतां नित्ये मृत्योदेहभृतामिव ॥ 
खे यथा पकिमिमास॑ भुज्यते शापदैर्भुयि। जले च भक्ष्यते मत्स्यैस्तथा सर्वत्र वित्तवान्‌ ॥ 
विमोहयन्ति सम्पत्सु तापयन्ति विपत्सु च । वेदयन्त्यजनि दुःखं कथमर्थाः सुखावहा: ॥ 


(६६ | १४८--१५१) 


+ सुकर्माद्वारा ययाति और मातलिके संवादका उल्लेस्व » 


२९३ 


.*०५०५५००००>*०१५४५०५५५५०५००००४५००४०५०५५००५०५५००५५.४५१५५१४४. 


यही दशा कुटुम्बकी भी है। पहले तो विवाहमें 
विस्तारपूर्वक व्यय होनेपर दुःख होता है; फिर पल्ली जब 
गर्भ धारण करती है, तन उसे उसका भार ढोनेमें कष्टका 
अनुभव होता है। भ्रसवकालमें अत्यन्त पीड़ा भोगनी 
पड़ती हे तथा फिर सन्तान होनेपर उसके मल-मूत्र उठाने 
आदिमें केश होता है । इसके सिवा हाय ! मेरी खी भाग 
गयी, मेरी पत्रीकी सन्तान अभी बहुत छोटी है, वह 
नेचारी वया कर सकेगी ? कन्याके विवाहका समय आ 
रहा है, उसके लिये कैसा वर मिलेगा ?- इत्यादि 
चिन्ताओंके भारसे दबे हुए कुटुम्बीजनॉंको कैसे सुख 
मिल सकता है । 

राज्यमें भी सुख कहाँ है। सदा सन्धि-विप्रहकी 
चिन्ता लगी रहती है । जहाँ पुत्रसे भी भय प्राप्त होता है, 
वहाँ सुख कैसा । एक द्रव्यकी अभिलाषा रखनेके कारण 
आपसमें लड़नेवाले कुत्तोंकी तरह प्रायः सभी 
देहधारियोंको आपने सजातियोंसे भय बना रहता है | 
कोई भी राजा राज्य छोड़कर बनमें प्रवेश किये निना इस 
भूतलपर विख्यात न हो सका। जो सारे सुखोंका 
परित्याग कर देता है, बही निर्भय होता है । राजन्‌! 
पहननेके लिये दो बस्त्र हों और भोजनके लिये सेर भर 
अन्न--इतनेमें ही सुख है । मान-सम्मान, छत्र-चँवर 
और राज्यसिंहासन तो केवल दुःख देनेवाले हैं । समस्त 
भूमण्डलका राजा ही क्‍यों न हो, एक खाटके नापकी 
भूमि ही उसके उपभोगमें आती है। जलसे भरे हजारों 
घड़ोंद्वारा अभिषेक कराना केश और श्रमको ही बढ़ाना 
है। [स्रान तो एक घड़ेसे भी हो सकता है ।] प्रातःकाल 
पुरबासियोंके साथ शहनाईका मधुर शब्द सुनना आपने 
राजत्वका अभिमानमात्र है । केवल यह कहकर सन्तोष 


लाभ करना है कि मेरे महलमें सदा शहनाई बजती है । 
समस्त आभूषण भारमात्र हैं, सब प्रकारके अङ्गराग 
मैलके समान हैं, सारे गीत प्रलापमात्र हैं और नृत्य 
पागलॉकी-सी चेष्टा है । इस प्रकार विचार करके देखा 
जाय, तो राजोचित भोगोंसे भी क्या सुख मिलता है। 
राजाओंका यदि किसीके साथ युद्ध छिड़ जाय तो एक 
दूसरेको जीतनेकी इच्छासे वे सदा चिन्तामभ रहते हैं। 
नहुष आदि बड़े-बड़े सम्राट्‌ भी राज्य-रूक्ष्मीके मदसे 
उन्मत्त होनेके कारण स्वर्गमें जाकर भी घहाँसे भ्रष्ट हो 
गये। भला, लक्ष्मीसे किसको सुख मिलता है ।* 
स्वर्गमें भी सुख कहाँ है। देवताऑमें भी एक 
देवताकी सम्पत्ति दूसरेकी अपेक्षा बढ़ी-चढ़ी तो होती ही 
है, वे अपनेसे ऊपरकी श्रेणीवालोके बढ़े हुए वैभवको 
देख-देखकर जळते है | मनुष्य तो स्वर्गमें जाकर अपना 
मूल गैंबाते हुए ही पुण्यफलका भी उपभोग करते हैं। 
जैसे जड़ कट जानेपर वृक्ष विवश होकर धरतीपर गिर 
जाता है, उसी प्रकार पुण्य क्षीण होनेपर मनुष्य भी 
स्वर्गसे नीचे आ जाते हैं। इस भ्रकार विचारसे 
देवताओकि स्तर्गल्त्रेकमें भी सुख नहीं जान पड़ता। 
स्वर्गसे लौटनेपर देहधारियोंको मन, बाणी और शरीरसे 
किये हुए नाना प्रकारके भयंकर पाप भोगने पड़ते हैं। 
उस समय नरककी आगमें उन्हें बड़े भारी कष्ट और 
दुःखका सामना करना पड़ता है। जो जीव स्थावर- 
योनिमें पड़े हुए हैं, उन्हें भी सब भकारके दुःख प्राप्त होते 
हैं। कभी उन्हें कुल्हाड़ीके तीन्र प्रहारसे काटा जाता है 
तो कभी उनकी छाल काटी जाती है और कभी उनकी 
डालियों, पत्तों और फलोंको भी गिराया जाता है; कभी 
प्रचण्ड आँधीसे वे अपने-आप उखड़कर गिर जाते हैं तो 


*एवं खख्युगं राजन्‌ प्रस्थमात्रं तु भोजनम्‌। मानं छत्रासने चैव सुखदुःखाय केबलम्‌ ॥ 


सार्घभौमोऽपि भवति खट्वामात्रपरिग्रहः । उदकुष्मसहसेभ्य: 


क्तेशायासप्रविस्तरः ॥ 


अत्यूषे तूर्यनिर्धोषः समं पुरनिवासिभिः । राज्येऽभिमानमात्रं हि ममेदं वाह्यते गृहे ॥ 


सर्वमाभरणं भारः 


सर्वमालेपनं मलम्‌। सवै सेलपितं गीतं तृत्तमुन्मसखेष्टितम्‌ ॥ 


-इस्येवं राज्यसम्भोगैः कुतः सौख्यं विचारतः। नृपाणो विरहे चिन्ता वान्योन्यविजिगीषया ॥ 


आयेण श्रीमदालेपात्रहुषाद्या 


'महानृपाः । स्वर्ग प्राप्त निपतिताः क्व श्रिया विन्दते सुखम्‌ ॥ 


१९६६॥ १७५-१८०) 


२९४ 


० अर्चयस्व हषीकेशं यदीच्छसि परे पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


| ०००००००००००००००००००००९००००००९०००७०००००००००००००००१०००००००७००००००००००००००००००००००००००००७०००५०००००००००००००. 


कभी हाथी या दूसरे जन्तु उन्हें समूल नष्ट कर डालते 
हैं। कभी वे दावानलकी आँचमें झुलसते हैं तो कभी 
पाला पड्नेसे कष्ट भोगते हैं। पशु-योनिमें पड़े- हुए 
जीवॉकी कसाइयोंद्वारा हत्या होती है; उन्हें डंडोसे पीटा 
जाता है, नाक छेदकर त्रास दिया जाता है, चाबुकोंसे 
माण जाता है, बेत या काठ आदिकी नेड़ियॉसे अथवा 
अंकुशके द्वारा उनके शरीरको बन्धनमें डाला जाता है 
तथा बलपूर्वक मनमाने स्थानमें ले जाया जाता और 
बाँधा जाता है तथा उन्हें अपने टोलोंसे अलग किया 
जाता है। इस प्रकार पशुओकि शरीरको भी अनेक 
प्रकारके दुःख भोगने पड़ते हैं। 

देवताऑसे लेकर सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ पूर्वोक्त 


दुःखोंसे अस्त है; इसलिये विद्वान्‌ पुरुषको सनका त्याग 
कर देना चाहिये । जैसे मनुष्य इस केधेका भार उस 
कंधेपर लेकर अपनेको विश्राम मिला समझता है, उसी 
प्रकार संसारके सब लोग दुःखसे ही दुःखको शान्त 
करनेकी चेष्टा कर रहे हैं । अतः सबको दु:खसे व्याकुल 
जानकर विचारवान्‌ पुरुषको परम निर्वेद धारण करना 
चाहिये, निवेंदसे परम वैराग्य होता है और उससे ज्ञान। 
ज्ञानसे परमात्माको जानकर मनुष्य कल्याणमयी मुक्तिको 
आप्त होता है । फिर बह समस्त दुःखोंसे मुक्त होकर सदा 
सुखी, सर्वज्ञ और कृतार्थ हो जाता है । ऐसे ही पुरुषको 
मुक्त कहते हैं। राजन्‌ ! तुम्हारे प्रश्रके अनुसार मैंने सब 
बातें तुम्हें बता दीं। 


सन जद सच 


पापों और पुण्योंके फलोंका वर्णन 


ययाति बोले--मातले ! मर्त्यलोकके मानव बड़े 
भयानक पाप करते है; उन्हें उन कर्मोका क्या फल 
मिलता है ? इस समय यही बात बताओ। 
मसातलिने कहा--राजन्‌ ! जो लोग वेदोंकी निन्दा 
और वेदोक्त सदाचारकी गर्हणा करते हैं तथा जो अपने 
कुलके आचारका त्याग करके दूसरोंका आचार ग्रहण 
करते हैं, जो सब साधुओंको पीड़ा देते हैं, बे सब पातकी 
हैं। तत्त्ववेत्ता पुरुषोने इन दुष्कमाँको पातक नाम दिया 
है। जो माता-पिताकी निन्दा करते, बहिनको सदा मारते 
और उसकी गर्हणा करते हैं, उनका यह कार्य निश्चय ही 
पातक है। जो श्राद्धकाल आनेपर भी काम, क्रोध 
अथवा भयसे, पाँच कोसके भीतर रहनेवाले दामाद, 
भांजे तथा बहिनको नहीं बुलाता और सदा दूसरोंको ही 
भोजन करता है, उसके आद्धमें पितर अन्न ग्रहण नहीं 
करते, उसमें विघ्न पड़ जाता है। दामाद आदिकी उपेक्षा 
श्राद्धकर्ता पुरुषके लिये पितृहत्याके समान है, उसे बहुत 
बड़ा पातक माना गया है। इसी प्रकार यदि दान देते 
समय नहुत-से ज्राह्मण आ जायैँ तथा उनमेंसे एकको तो 
दान दिया जाय और दूसरोंको न दिया जाय तो यह 
दानके फलको नष्ट करनेवाला बहुत बड़ा पातक माना 


गया है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रको उचित है 
कि वह प्रत्येक पुण्यपर्वके अवसरपर निर्धन ब्राह्मणकी 
पूजा करें तथा जहाँतक हो सके, उसे धनकी प्राप्ति 
करायें । श्राद्धके समय निमन्त्रित ब्राह्मणके अतिरिक्त यदि 
दूसरा कोई ब्राह्मण आ जाय तो उन दोनोंकी ही भोजन, 
वख, ताम्बूल और दक्षिणाके द्वारा पूजा करनी चाहिये; 
इससे श्राद्धकर्ताके पितरोंको बड़ा हर्ष होता है। यदि 
श्राद्धकर्ता धनहीन हो तो वह एककी ही पूजा कर सकता 
है। जो श्राद्धमें आहाणको भोजन कराकर आदरपूर्वक 
दक्षिणा नहीं देता, उसे गोहत्या आदिके समान पाप 
लगता है। महाराज ! व्यतीपात और वैधृति योग 
आनेपर आथवा अमावास्या तिथिको या पिताको क्षयाह- 
तिथि प्राप्त होनेपर अपराहृकालमें ब्राह्मण आदि वर्णोको 
अवश्य श्राद्ध करना चाहिये । 

विज्ञ पुरुषको उचित है कि वह अपरिचित 
ब्राह्मणको श्राद्धमें निमन्त्रित न करे । अपरिचितोंमें भी 
यदि कोई वेद-वेदाङ्गोंका पारगामी विद्वान्‌ हो तो उस 
ज्ञाह्मणको श्राद्धमे निमन्त्रित करना और दान देना 
उचित है। राजन्‌! निमन्त्रित ब्राह्मणका अपूर्व 
आतिथ्य-सत्कार करना चाहिये । जो पापी इसके विपरीत 


भूमिखण्ड ] 


« पाणो और पुण्योके फलोका वर्णन » 


२९५ 


आचरण करता है, उसे निश्चय ही नरकमें जाना पड़ता 
है। इसलिये दान, श्राद्ध तथा पर्वके अवसरपर 
ब्राह्मणको निमन्त्रित करना आवश्यक है। पहले 
ब्राह्णकी भलीभाँति जाँच और परख कर लेनी चाहिये, 
उसके बाद उसे श्राद्ध और दानमें सम्मिलित करना 
उचित है। जो बिना ब्राह्मणके श्राद्ध करता है, उसके 
घरमें पितर भोजन नहीं करते, शाप देकर लौट जाते हैं। 
ब्राह्मणहीन श्राद्ध करनेसे मनुष्य महापापी होता है तथा 
ब्राह्मणघाती कहलाता है। राजन्‌! जो पितूकुलके 
आचारका परित्याग करके स्वेच्छानुसार बर्ताव करता है, 
उसे महापापी समझना चाहिये; वह सब धर्मोसे बहिष्कृत 
है। जो पापी मनुष्य शिवको परिचर्या छोड़कर 
शिवभक्तोंसे द्वेष रखते हैं तथा जो ब्राह्मणोंसे द्रोह करते 
हुए सदा भगवान्‌ श्रीविष्णुकी निन्दा करते हैं, वे महापापी 
हैं, सदाचारकी निन्दा करनेवाले पुरुषॉकी गणना भी इसी 
श्रेणीमें है । 
सर्वप्रथम उत्तम ज्ञानस्वरूप पुण्यमय भागवत 
पुराणकी पूजा करनी चाहिये। तत्पश्चात्‌ विष्णुपुराण, 
हरिबंदा, मत्स्यपुराण और कूर्मपुराणका पूजन करना 
उचित है। जो पद्मपुराणकी पूजा करते हैं, उनके द्वारा 
भगवान्‌ श्रीमधुसूदनकी प्रत्यक्ष पूजा हो जाती है। जो 
श्रीभगबानके ज्ञानस्वरूप पुराणकी पूजा किये बिना ही 
उसे पढ़ते और लिखते हैं, लोभमें आकर बेच देते हैं, 
अपवित्र स्थानमें मनमाने ढंगसे रख देते हैं तथा स्वयं 
अशुद्ध रहकर अशुद्ध स्थानमें पुराणकी कथा कहते और 
सुनते हैं, उनका यह सब कार्य गुरुनिन्दाके समान माना 
गया है। जो गुरुकी पूजा किये बिना ही उनसे शास्त्र 
श्रवण करना चाहता है, गुरुकी सेवा नहीं करता, उनकी 
आज्ञा भङ्ग करनेका विचार रखता है, उनकी बातका 
अभिनन्दन नहीं करता, अपितु प्रतिबाद कर देता है, 
गुरुके कार्यकी, करनेयोग्य होनेपर भी, उपेक्षा करता है 
ततथा जो गुरुको रोगादिसे पीड़ित, असमर्थ, विदेशकी 
ओर प्रस्थित और शत्रुओद्वारा अपमानित देखकर भी 
उनका साथ छोड़ देता है, वह पापी तबतक कुम्भीपाक 
नरकर्मे निवास करता है, जबतक कि चौदह इन्दरॉंकी 


आयु पूरी नहीं हो जाती । जो स्त्री, पुत्र और मित्रोकी 
अवहेलना करता है, उसके इस कार्यको भी गुरुनिन्दाके 
समान महान्‌ पातक समझना चाहिये । ब्राह्मणकी हत्या 
करनेवाला, सुवर्ण चुरानेवाला, शराबी, गुरुकी शय्यापर 
सोनेवाळा तथा इनका सहयोगी--ये पाँच प्रकारके 
मनुष्य महापातकी माने गये हैं। जो क्रोध, द्वेष, भय 
अथवा लोभसे विशेषतः राह्मणके मर्म आदिका उच्छेद 
करता है, दरिद्र भिक्षुक ब्राह्मणको द्वारपर बुलाकर पीछे 
कोरा जवाब दे देता है, जो विद्याके अभिमानमें आकर 
सभामें उदासीन भावसे बैठे हुए न्राह्मणोंको भी निस्तेज 
कर देता है तथा जो मिथ्या गुणोंद्रारा अपनेको जबर्दस्ती 
ऊंचा सिद्ध करता है और गुरुको ही उपदेश करने लगता 
है--इन सबको ब्राह्मणघाती माना गया है। 

जिनका शरीर भूल और प्याससे पीड़ित है, जो 
अन्न खाना चाहते हैं, उनके कार्यमें विघ्न खड़ा करनेवाला 
मनुष्य भी ब्राह्मणघाती ही है। जो चुगलखोर, सन 
लोगेकि दोष ढूँढ़नेमें तत्पर, सबको उद्रेगमें डालनेबाला 
और क्रूर है तथा जो देवताओं, ब्राह्मणों और गौओंके 
निमित्त पहलेकी दी हुई भूमिको हर लेता है, उसे 
ब्रह्मघाती कहते हैं । दूसरोंके द्वारा उपार्जित द्रव्यका और 
ब्राह्मणके धनका अपहरण भी ब्रह्महत्याके समान ही 
भारी पातक है। जो अग्निहोत्र तथा पञ्चयज्ञादि कमॉँका 
परित्याग करके माता, पिता और गुरुका अनादर करता 
है, झूठी गवाही देता है, शिवभक्तोंकी बुराई और 
अभक्ष्य वस्तुका भक्षण करता है, वनमें जाकर निरपराध 
आणियोंको मारता है तथा गोशाला, देवमन्दिर, गाँव और 
नगरमें आग लगाता है, उसके ये भयङ्कर पाप पूर्वोक्त 
पापोके ही समान हैं। 

दीनोंका सर्वस्व छीन लेना, परायी स्त्री, दूसरेके 
हाथी, घोड़े, गौ, पृथ्वी, चाँदी, रल, अनाज, रस, चन्दन, 
अरगजा, कपूर, कस्तूरी, मालपूआ और वरको चुरा 
लेना तथा परायी धरोहरको हड़प लेना--ये सब पाप 
सुबर्णकी चोरीके समान माने गये हैं । विवाह करनेयोग्य 
कन्याका योग्य नरके साथ विवाह न करना, पुत्र एवं 
मित्रकी भार्याओं और अपनी बहिनेकि साथ समागम 


करना, कुमारी कन्याके साथ बलात्कार करना, अन्त्यज 
जातिकी स्थोका सेवन तथा सवर्णा स्रीके साथ 
सम्भोग--ये पाप गुरु-पत्री-गमनके समान बताये गये 
हैं। जो ब्राह्मणको धन देनेकी प्रतिज्ञा करके न तो उसे 
देता है और न फिर उसको याद ही रखता है, उसका यह 
कार्य उपपातकोंकी श्रेणीमें रखा गया है। ब्राह्मणके 
धनका अपहरण, मर्यादाका उल्लङ्घन, अत्यन्त मान, 
अधिक क्रोध, दम्भ कृतप्नता, अत्यन्त विषयासक्ति, 
कृपणता, शठता, मात्सर्य, परखी-गमन और साध्वी 
कन्याको कलङ्कित करना; परिवित्ति', परिवेत्ता तथा 
उसकी पली--इनसे सम्पर्क रखना, इन्हें कन्या देना 
अथवा इनका यज्ञ कराना; घनके अभावमें पुत्र, मित्र 
और पत्रीका परित्याग करना; बिना किसी कारणके ही 
स्त्रीको छोड़ देना, साधु और तपस्बियोंकी उपेक्षा करना; 
गौ, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री तथा शुद्रॉके प्राण लेना; 
झिंवमन्दिर, वृक्ष और फुलवाड़ीको नष्ट करना; 
आश्रमवासियोको थोड़ा-सा भी कष्ट पहुँचाना, 
भृत्यवर्गको दुःख देना; अन्न, वस्नं और पशुओंकी चोरी 
करना; जिनसे मांगना उचित नहीं है, ऐसे लोगोंसे याचना 
करना; यश, बगीचा, पोखरा, स्त्री और सन्तानका विक्रय 
करना; तीर्थयात्रा, उपवास, ब्रत और शुभ कमोंका फल 
बेचना, स्त्रियॉके धनसे जीविका चलाना, स्त्रीद्वारा 
उपार्जित अन्नसे जीवन-निर्वाह करना तथा किसीके छिपे 
हुए अघर्मको लोगोंके सामने खोलकर रख देना--इन 
सब पापोमें जो लोग रचे-पचे रहते हैं, जो दूसरोंके दोष 
बताते, पराये छिद्रपर दृष्टि रखते, औरोंका धन हड़पना 
चाहते और परस्रियोपर कुदृष्टि रखते हैं--इन सभी 
'पापियोंको गोघातकके तुल्य समझना चाहिये। 
जो मनुष्य झूठ बोलता, स्वामी, मित्र और गुरुसे 
द्रोह रखता, माया रचना और शाठता करता है; जो स्री, 
पुत्र, मित्र, बालक, वृद्ध, दुर्बल मनुष्य, भृत्य, अतिथि 
और बन्थु-बान्थवोको भूखे छोड़, अकेले भोजन कर 
लेता है; जो अपने तो खूब मिठाई उड़ाते और दूसरोंको 


अन्न भी नहीं देते, उन सबको पृथक्‌पाकी समझना 
चाहिये। वेदज्ञ पुरुषोंमें उनकी बडी निन्दा की गयी है। 
जो स्वयं ही नियम लेकर फिर उन्हें छोड़ देते हैं, जिन्होंने 
दूसरोंके साथ धोखा किया है, जो मदिरा पीनेवालोंसे 
संसर्ग रखते और घाव एबं रोगसे पीडित तथा भूख- 
प्याससे व्याकुल गौका यत्नपूर्वक पालन नहीं करते, बे 
गो-हत्यारे माने गये हैं; उन्हें नरककी यातना भोगनी 
पड़ती है। जो सब प्रकारके पापोंमें डूबे रहते; साधु, 
ब्राह्मण, गुरु और गौको मारते तथा सन्मार्गमें स्थित 
निर्दोष स्त्रोको पीटते हैं; जिनका सारा शरीर आलस्यसे 
व्याप्त रहता है, अतएव जो बार-बार सोया करते हैं, जो 
दुर्बल पशुओंको काममें लगाते, बलपूर्वक हाँकते, 
अधिक भार लादकर कष्ट देते और घायल होनेपर भी 
उन्हें जोतते रहते हैं, जो दुरात्मा मनुष्य बैलोंको बधिया 
करते हैं तथा गायके बछड़ोंको नाथते हैं, वे सभी 
महापापी हैं। उनके ये कार्य महापातकोंके तुल्य हैं। 
जो भूख-प्यास और परिश्रमसे पीड़ित एवं आशा 
लगाकर घरपर आये हुए अतिथिका अनादर करते हैं, वे 
नरकगामी होते हैं। जो मूर्ख, अनाथ, विकल, दीन, 
बालक, वृद्ध और क्षुधातुर व्यक्तिपर दया नहीं करते, 
उन्हें नरकके समुद्रमें गिरना पड़ता है । जो नीतिशास्त्रकी 
आशाका उल्लङ्घन करके प्रजासे मनभाना कर वसूल 
करते हैं और अकारण ही दण्ड देते हैं, उन्हें नरकमें 
पकाया जाता है । जिस राजाके राज्यमें प्रजा सूदखोरों, 
अधिकारियों और चोरोंद्वास पीड़ित होती हे, उसे नरकोमें 
पकना पड़ता है । जो ब्राह्मण अन्यायी राजासे दान लेते 
हैं, उन्हें भी घोर नरकोंमें जाना पड़ता है। पापाचारी 
पुरवासियॉका पाप राजाका ही समझा जाता है। अतः 
राजाको उस पापसे डरकर भ्रजाको शासनमें रखना 
चाहिये । जो राजा भलीभाँति विचार न करके, जो चोर 
नहीं है उसे भी चोरके समान दण्ड देता और चोरको भी 
साधु समझकर छोड़ देता है, वह नरकमें जाता है। 
जो मनुष्य दूसरेके घी, तेल, मधु, गुड़, ईख, दूध, 


ooo 
2-बड़े भाईके अविजाडित रहते यदि छोटे भाईका विवाह हो जाय तो बड़ा भाई 'परिवित्ति' और छोटा भाई 'परिवेत्ता' कहलाता है । 


भूमिखण्ड ] 


* पापों और पुण्योके फल्लोंका वर्णन » 


3०७४४५५५७०७०९०५००५४५०५५०५७५७७७५०७७७७७५»»»»५»»*»%*»%228#%»%८०८:४%55*%»»०४४०४»४७४०५०७७०५:५५७७७७७७७४७५४४5##5# 8. 


२९७ 


साग, दही, मूल, फल, घास, लकड़ी, फूल, पत्ती, 
कासा, चाँदी, जूता, छाता, बैलगाड़ी, पालकी, मुलायम 
आसन, तांबा, सौसा, राँगा, शङ्ख, वंशी आदि बाजा, 
घरकी सामग्री, ऊन, कपास, रेशम, रङ्ग, पत्र आदि तथा 
महीन वस्त्र चुराते हैं या इसी तरहके दूसरे-दूसरे द्रव्योंका 
अपहरण करते हैं, वे सदा मरकमें पड़ते हैं। दूसरेकी 
वस्तु थोड़ी हो या बहुत--जो उसपर ममता करके उसे 
चुराता है, वह मिस्सन्देह नरकमें गिरता है । इस तरहके 
पाप करनेवाले मनुष्य मृत्युके पश्चात्‌ यमराजकी आज्ञासे 
यमलोकमें जाते हैं। यमराजके महाभयंकर दूत उन्हें ले 
जाते हैं । उस समय उनको बहुत दुःख उठाना पड़ता है । 
देवता, मनुष्य तथा पशु-पक्षी--इनमेंसे जो भी अधर्ममें 
मन लगाते हैं, उनके शासक धर्मराज माने गये हैं। ने 
भांति-भाँतिके भयानक दण्ड देकर पापोंका भोग कराते 
हैं। विनय और सदाचारसे युक्त मनुष्य यदि भूलसे 
मलिन आचारमें लिप्त हो जायँ तो उनके लिये गुरु ही 
शासक माने गये हैं; वे कोई प्रायश्चित्त कराकर उनके पाप 
धो सकते हैं। ऐसे लोगोंको यमराजके पास नहीं जाना 
पड़ता । परस्ी-लम्पट, चोर तथा अन्यायपूर्ण बर्ताब 
करलेवाले पुरुषोंपर राजाका शासन होता है--राजा ही 
उनके दण्ड-विधाता माने गये हैं; परन्तु जो पाप छिपकर 
किये जाते हैं, उनके लिये धर्मराज ही दण्डका निर्णय 
करते हैं। इसलिये अपने किये हुए पापेकि लिये 
प्रायश्चित्त करना चाहिये । अन्यथा बे करोड़ों कल्पोंमें भी 
[फल-भोग कराये बिना] नष्ट नहीं होते। मनुष्य मन, 
वाणी तथा शरीरसे जो कर्म करता है, उसका फल उसे 
खयं भोगना पड़ता है; कर्मोके अनुसार उसकी सद्रति या 
अधोगति होती है । राजन्‌ ! इस प्रकार संक्षेपसे मैने तुम्हें 
पापेकि भेद ताये हैं; बोलो, अन और क्या सुनाऊँ ? 
ययातिने कहा--मातरे ! अघर्मके सारे फलॉका 
वर्णन तो मैंने सुन लिया; अब धर्मका फल बताओ । 
मातलिने कहा--राजन्‌ ! जो श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको 
जूता और खड़ाऊँ दान करता है, वह बहुत बड़े 
" विमानपर बैठकर -सुखसे परलोककी यात्रा करता है, 


वस्त्र-दान करनेवाले मनुष्य दिव्य वस्त्र धारण करके 
परलोकमें जाते हैं। पालकी दान करनेसे भी जीन 
विमानद्वारा सुखपूर्वक यात्रा करता है । सुखासन (गदे, 
कुर्सी आदि)के दानसे भी वह सुखपूर्वक जाता है। 
बगीचा लगानेवाला पुरुष शीतल छायामें सुखसे 
परलोककी यात्रा करता है। फूल-माला दान करनेवाले 
पुरुष पुष्पक विमानसे जाते हैं। जो देवताओकि लिये 
मन्दिर, संन्यासियॉके लिये आश्रम तथा अनाथो और 
रोगियोंके लिये घर बनवाते हैं, बे परलोकमें उत्तम 
महलोंके भीतर रहकर विहार करते हैं । जो देवता, अग्नि, 
गुरु, ब्राह्मण, माता और पिताकी पूजा करता है तथा 
गुणवानों और दीनोंको रहनेके लिये घर देता है, बह सन 
कामनाओंको पूर्ण करनेवाले ब्रह्मलोको प्राप्त होता है। 
राजन्‌ ! जिसने श्रद्धाके साथ ब्राह्मणको एक कौड़ोका भी 
दान किया है, बह स्वर्गलोकमें देवताओंका अतिथि होता 
है तथा उसकी कीर्ति बढ़ती है। अतः श्रद्धापूर्वक दान 
देना चाहिये। उसका फल अवश्य होता है। 

अहिंसा, क्षमा, सत्य, लज्जा, श्रद्धा, इन्द्रिय-संयम, 
दान, यज्ञ, ध्यान [और ज्ञान] --ये धर्मके दस साधन 
हैं। अन्न देनेवालेको आ्रणदाता कहा गया है और जो 
प्राणदाता है, बही सब कुछ देनेवाल्त्र है। अतः अन्न- 
दान करनेसे सब दानोंका फल मिल जाता है। अन्नसे 
पुष्ट होकर ही मनुष्य पुण्यका संचय करता है; अतः 
पुण्यका आघा अंश अन्न-दाताको और आधा भाग 
पुण्यकर्ताको प्राप्त होता--इसमें तनिक भी सन्देह नहीँ 
है। घर्म, अर्थ काम और मोक्षका सबसे बड़ा साधन है 
शरीर और शरीर स्थिर रहता है अन्न तथा जलसे; अतः 
अन्न और जल ही सब पुरुषाधेकि साधन है | अन्न- 
दानके समान दान न हुआ है न होगा। जल तीनों 
लोकोंका जीवन माना गया है। बह परम पवित्र, दिव्य, 
शुद्ध तथा सब रसोंका आश्रय है। 

आन्न, पानी, घोड़ा, गौ, बरूर शय्या, सूत और 
आसन- इन आठ चस्तुओंका दान प्रेतलोकके लिये 
बहुत उत्तम है। इस प्रकार दानविरेषसे मनुष्य 


२९८ 


+ अर्चयस्व हवीकेझ यदीच्छसि परे पदम्‌ « 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


घर्मराजके नगरमें सुखपूर्वक जाता है; इसलिये धर्मका 
अनुष्ठान अवश्य करना चाहिये । राजन्‌ ! जो लोग क्रूर 
कर्म करते और दान नहीं देते हैं, उन्हें नरकमें दुःसह 
दुःख भोगना पड़ता है। दान करके मनुष्य अनुपम सुख 
भोगते हैं। 

जो एक दिन भी भक्तिपूर्वक भगवान्‌ शिवकी पूजा 
करता है, वह भी शिवलोकको प्राप्त होता है; फिर जो 
अनेकों बार उनकी अर्चना कर चुका है, उसके लिये तो 
कहना ही क्या है। श्रीविष्णुकी भक्तिमें तत्पर और 


श्रीविष्णुके ध्यानमें संलग्न रहनेवाले वैष्णव वैकुण्ठ धाममें 
चक्रघारी भगवान्‌ श्रीविष्णुके समीप जाते हैं । श्रीविष्णुका 
उत्तम लोक श्रीशङ्करजीके निवासस्थानसे ऊपर समझना 
चाहिये । वहाँ श्रीविष्णुके ध्यानमें तत्पर रहनेवाले वैष्णव 
मनुष्य ही जाते हैं। मनुष्योंमें श्रेष्ठ, सदाचारी, यज्ञ 
करानेवाले, सुनीतियुक्त और विद्वान्‌ ब्राह्मण त्रह्मलोकको 
जाते हैं। युद्धमें उत्साहपूर्वक जानेवाले क्षत्रियोंको 
इन्द्रलोककी प्राप्ति होती है तथा अन्यान्य पुण्यकर्ता भी 
पुण्यलोकोंमें गमन करते हैं। 


काममा त मम 
मातलिके द्वारा भगवान्‌ शिव और श्रीविष्णुकी महिमाका वर्णन, मातलिको विदा 
करके राजा ययातिका वैष्णवधर्मके प्रचारद्वारा भूलोकको वैकुण्ठ-तुल्य 
बनाना तथा ययातिके दरबारमें काम आदिका नाटक खेलना 


ययाति खोले--मातले ! तुमने धर्म और 
अधर्म--सबका उत्तम प्रकारसे वर्णन किया। अब 
देवताओकि लोकॉकी स्थितिका वर्णन करो। उनकी 
संख्या बताओ। जिस पुण्यके असड्गसे जिसने जो लोक 
प्राप्त किया हो, उसका भी वर्णन करो। 
मातलिने कहा--राजन्‌ ! देवताओंके लोक 
भावमय हैं। भाजोंके अनेक रूप दिखायी देते हैं; अतः 
भावात्मक जगत्‌की संख्या करोड़ोंतक पहुँच जाती है। 
परन्तु पुण्यात्माओंके लिये उनमेंसे अट्टाईस लोक हो 
प्राप्य हैं, जो एक-दूसरेके ऊपर स्थित और अत्यन्त 
विशाल हैं। जो लोग भगवान्‌ झाङ्करको नमस्कार करते 
हैं, उन्हें शिवलोकका विमान प्राप्त होता है। जो 
असङ्ग भी शिवका स्मरण या नाम-कीर्तन अथवा 
उन्हें नमस्कार कर लेता है, उसे अनुपम सुखकी प्राप्ति 
होती है। फिर जो निरन्तर उनके भजनमें हो लगे रहते 
हैं, उनके विषयमें तो कहना ही क्या है । जो ध्यानके द्वारा 


भगवान्‌ श्रीविष्णुका चिन्तन करते हैं और सदा उन्हींमें 
मन लगाये रहते हैं, वे उन्हीकि परम पदको प्राप्त होते हैं। 
नरश्रेष्ठ ! श्रीशिव और भगवान्‌ श्रीबिष्णुके लोक एक-से 
ही हैं, उन दोनोंमें कोई अन्तर नहीं है; क्योंकि उन दोनों 
महात्माऑ---श्रीशिब तथा श्रीविष्णुका स्वरूप भी एक 
ही है। श्रोविष्णुरूपधारी शिव और श्रीशिवरूपधारी 
विष्णुको नमस्कार है। श्रीशिवके हृदयमें विष्णु और 
श्रीविष्णुके हृदयमें भगवान्‌ शिव विराजमान हैं। ब्रह्मा, 
विष्णु और शिव- थे तीनों देवता एकरूप ही हैं। इन 
तीनेंकि स्वरूपमें कोई अन्तर नहीं है, केवल गुणोंका भेद 
बतलाया गया है ।* राजेन्द्र ! आप श्रीशिवके भक्त तथा 
भगवान्‌ विष्णुके अनुरागी हैं; अतः आपपर ब्रह्मा, विष्णु 
और शिव--तीनों देवता प्रसन्न हैं । मानद ! मैं इन्द्रकी 
आज्ञासे इस समय आपके पास आया हूँ। अतः पहले 
इन्द्रलोकमें चलिये; उसके बाद क्रमशः ब्रह्मलोक, 
शिवलोक तथा विष्णुलोकको जाइयेगा। वे लोक दाह 


*च्ौन॑ च वैष्णवं स्प्रेकमेकरूप नरोत्तम । इयोश्वाप्यन्तर नास्ति एकरूपं महात्मनोः ॥ 
शिवाय विष्णुरूपाय विष्णवे शिवरूपिणे । शिवस्य हदये विष्णुर्विष्णोश्न हृदये शिवः ॥ 
एक्मूर्तिखयो देवा न्रहमविष्णुमहेशवरः ।्रयाणामन्तरं नास्ति गुणभेदाः प्रकीर्तिताः ॥ 


(७१।१८- २०) 


+ सातलिके द्वारा भगवान्‌ शिव और श्रीविष्णुकी महिपाका वर्णन + 


4७०५४७४४७००७५०५५४०४५०४५५७७४५५५७»»»+५»»*०»७४*»»५७०७४५४५७५४४#*७*3+***४»+»»*&»*»»०७४५»७४७७४४&# 28 *»5&5 95959 555#/##. 


२९९ 


और प्रलयसे रहित हैं। 
पिप्पलने पूछा--ब्रह्मनू! मातलिकी बात 
सुनकर नहुषपुत्र राजा ययातिने क्या किया? इसका 
विस्तारके साथ वर्णन कीजिये। 
सुकर्मा बोले--विप्रवर ! सुनिये, उस समय 
सम्पूर्ण धर्मात्माऑमें श्रेष्ठ नृपवर ययातिने मातलिसे इस 
प्रकार कहा--'देवदूत ! तुमने स्वर्गका सारा गुण- 
अबगुण मुझे पहले ही बता दिया है । अतः अब मैं शरीर 
छोड़कर स्वर्गलोकमें नहीं जाऊँगा । देवाधिदेव इन्द्रसे 
तुम यही जाकर कह देना । भगवान्‌ हषीकेशके नामोंका 
उच्चारण ही सर्वोत्तम धर्म है । मै प्रतिदिन इसी रसायनका 
सेवन करता हूँ। इससे मेरे रोग, दोष और पापादि नष्ट 
हो गये हैं। संसारमें श्रीकृष्णका नाम सबसे बड़ी औषध 
है। इसके रहते हुए भी मनुष्य पाप और व्याधियोसे 
पीड़ित होकर मृत्युको भ्रा हो रहे हैं--यह कितने 
आश्चर्यकी बात है। लोग कितने बड़े मूर्ख हैं कि 
श्रीकृष्ण-नामका रसायन नहीं पीते ।# भगवान्‌की पूजा, 
ध्यान, नियम, सत्य-भाषण तथा दानसे शरीरकी शुद्धि 
"होती है। इससे रोग और दोष नष्ट हो जाते हैं। तदनन्तर 
भगवानके प्रसादसे मनुष्य शुद्ध हो जाता है। इसलिये मैं 
अब स्वर्गलोकको नहीं चलूँगा । अपने तपसे, भावसे 
और धर्माचरणके द्वारा भगवत्‌-कृपासे इस पृथ्वीको ही 
स्वर्ग बनाऊँगा ; यह जानकर तुम यहाँसे जाओ और 
सारी बातें इन्द्रस कह सुनाओ।' ` 
राजा ययातिकी यह बात सुनकर मातलि चले गये । 
उन्होंने इन्द्रसे सज बातें निवेदन की । उन्हें सुनकर इन्द्र 
पुनः राजाको स्वर्गमें लानेके निषयमें विचार करने लगे । 
पिप्पलने पूछा--ब्रह्मम्‌ ! इन्द्रके दूत महाभाग 
मातरिके चले जानेपर धर्मात्मा ययातिने कौन-सा 
कार्य किसा ? 
सुकर्मा बोले- विप्रवर ! देवराजके दूत मातलि 
जब चले गये, तब राजा ययातिने 'मन-ही-मन कुछ 


विचार किया और तुरंत ही प्रधान-प्रधान दूतोंको 
बुलाकर उन्हें धर्म और अर्थसे युक्त उत्तम आदेश 
दिंया--'दूतो ! तुमलोग मेरी आज्ञा मानकर अपने और 
दूसरे देशोमें जाओ; तुम्हारे मुखसे नहाँके सब लोग मेरी 
धर्मयुक्त बात सुनें और सुनकर उसका पालन करें। 
जगत्के मनुष्य परम पवित्र और अमृतके समान 
सुखदायी भगनत्‌-सम्बन्धी भावोंद्वारा उत्तम मार्गका 
आश्रय लें। सदा तत्पर होकर शुभ कर्मोंका अनुष्ठान, 
भगवत्तत्वका ज्ञान, भगवानका ध्यान और तपस्या करें | 
सब लोग विषयोंका परित्याग करके यज्ञ और दानके 
द्वारा एकमात्र मधुसूदनका पूजन करें। सर्वत्र सूखे और 
गीलेमें, आकाश और पृथ्वीपर तथा चराचर प्राणियोमें 
केवळ श्रीहरिका दर्शन करें । जो मानव लोभ या मोहनश 
'लोकमें मेरी इस आज्ञाका पालन नहीं करेगा, उसे निश्चय 
ही कठोर दण्ड दिया जायगा । मेरी दुष्टिमें बह चोरकी 
भाँति निकृष्ट समझा जायगा ।' 

राजाके ये बचन सुनकर दूतोंका हदय प्रसन्न हो 
गया। वे समूची पृथ्वीपर घूम-घूमकर समस्त प्रजाको 
महाराजका आदेश सुनाने लगे--'बाह्मणादि, चारों 
वर्णेकि मनुष्यो ! राजा ययातिने संसारमै परम पत्त्र 
अमृत त्त्रा दिया है! आप सब ल्रेग उसका पान करें । 
उस अमृतका नाम है--पुण्यमय वैष्णव धर्म । जह सन 
दोषोंसे रहित और उत्तम परिणामका जनक है । भगवान्‌ 
केशव सबका केश हरनेवाले, सर्वश्रेष्ठ, आनन्दस्वरूप 
और परमार्थ-तत््त हैं। उनका नाममय अमृत सब 
दोषोंको दूर करनेवाला है) महाराज ययातिने उस 
अमृतको यहीं सुलभ कर दिया है। संसारके लोग 
इच्छानुसार उसका पान करें । भगवान्‌ विष्णुकी नाभिसे 
कमल प्रकट हुआ है। उनके नेत्र कमलके समान सुन्दर 
हैं। वे जगत्के आधारभूत और महेश्वर हैं । पापोंका नाश 
करके आनन्द प्रदान करते हैं। दानवों और दैल्योंका 
संहार करनेवाले हैं। यज्ञ उनके अङ्गखरूप हैं, उनके 


_________ _________ल“त्लॅलॉकॉशॉनशलॅललसॅॅॅिि0----- 
विद्यमाने हि संसारे कृष्णनाम्नि महौषधे। मानवा मरणे यान्ति पापव्याधिप्रपीडिताः । 
न पिबन्ति महामूढाः कृष्णनामरसायनम्‌ ॥ (७२ । १८) 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


हाथमे सुदर्शन चक्र शोभा पाता है। वे पुण्यकी निधि 
और सुखरूप हैं। उनके स्वरूपका कहीं अन्त नहीं है। 
सम्पूर्ण विश्च उनके हृदयमें निवास करता है । वे निर्मल, 
सबको आराम देनेवाले, 'राम'-नामसे विख्यात, सबमें 
रमण करनेवाले, मुर दैत्यके शत्रु, आदित्यस्वरूप, 
अन्धकारके नाशक, मलरूप कमलोंके लिये चाँदनीरूप, 
रूक्ष्मीके निवासस्थान, सगुण और देवेश्वर हैं। उनका 
नामामृत सब दोषोंको दूर करनेवाला है। राजा ययातिने 
उसे यहीं सुलभ कर दिया है, सब लोग उसका पान 
करें। यह नामामृतस्तोत्र दोषहारी और उत्तम पुण्यका 
जनक है । लक्ष्मीपति भगवान्‌ विष्णुमें भक्ति रखनेवाला 
जो महात्मा पुरुष प्रतिदिन प्रातःकाल नियमपूर्वक इसका 
पाठ करता है, वह मुक्त हो जाता है !* 
सुकर्मा कहते हैं--राजा ययातिके दूत सम्पूर्ण 
देशों, द्वीपों, नगरों और गाँवॉमें कहते फिरते थे-- 
“लोगो ! महाराजकी आज्ञा सुनो, तुमलोग पूरा जोर 
लगाकर सर्वतोभावेन भगवान्‌ विष्णुकी पूजा करो । दान, 
यज्ञ, शुभकर्म, धर्म और पूजन आदिके द्वारा भगवान्‌ 
मघुसूदनकी आराधना करते हुए मनकी सम्पूर्ण वृत्तियोंसे 
उन्हींका ध्यान--चिन्तन करो ।' इस प्रकार राजाके उत्तम 
आदेशका, जो शुभ पुण्य उत्पन्न करनेवाला था, भूतल- 
निवासी सब लोगेनि श्रवण किया । उसी समयसे सम्पूर्ण 
मनुष्य एकमात्र भगवान्‌ मुरारिका ध्यान, गुणगान, जप 
और तप करने लगे। वेदोक्त सूक्तों और मन्त्रोद्वारा, 
जो कानोंको पवित्र करनेवाले तथा अमृतके समान मधुर 
थे, श्रीकेशावका यजन करने लगे। उनका चित्त सदा 


भगवानमें ही लगा रहता था। वे समस्त विषयों और 
दोषोंका परित्याग करके ब्रत, उपवास, नियम और दानके 
द्वारा भक्तिपूर्वक जगन्निवास श्रीविष्णुका पूजन करते थे। 
राजाका भगवदाराधन-सम्बन्धी आदेश भूमण्डलपर 
अवर्तित हो गया। सब लोग वैष्णव प्रभावके कारण 
भगवानका यजन करने लगे । यज्ञ-विधिको जाननेवाले 
विद्वान्‌ नाम और कमेकि द्वारा श्रीविष्णुका यजन करते 
और उन्होके ध्यानमें संलम्न रहते थे । उनका सारा उद्योग 
भगवानके लिये ही होता था। बे विष्णु-पूजामें निरन्तर 
लगे रहते थे। जहाँतक यह सारा भूमण्डल है और 
जहाँतक प्रचण्ड किरणोंवाले भगवान्‌ सूर्य तपते हैं, 
खहाँतक समस्त मनुष्य भगवद्भक्त हो गये । श्रीविष्णुके 
प्रभावसे, उनका पूजन, स्तवन और नाम-कीर्तन करनेसे 
सबके शोक दूर हो गये। सभी पुण्यात्मा और तपस्वी 
बन गये। किसीको रोग नहीं सताता था। सब-के-सब 
दोष और रोषसे शून्य तथा समस्त ऐश्वर्योंसे सम्पन्न हो 
गये थे। 

महाभाग ! उन लोगॉके घरोंके दरवाजोपर सदा ही 
पुण्यमय कल्पवृक्ष और समस्त कामनाओंको पूर्ण 
करनेवाली गौएँ रहती थीं। उनके घरमें चिन्तामणि 
नामकी मणि थी, जो परम पवित्र और सम्पूर्ण मनोरथोंको 
पूर्ण करनेवाली मानी गयी है । भगवान्‌ विष्णुकी कृपासे 
पृथ्वीके समस्त मानव सन प्रकारके दोषॉसे रहित हो गये 
थे। पुत्र तथा पौत्र उनकी शोभा बढ़ाते थे। वे मङ्गलसे 
युक्त, परम पुण्यात्मा, दानी ज्ञानी और ध्यानपरायण थे | 
धर्मके ज्ञाता महाराज ययातिके शासनकालमें दुर्भिक्ष 


के ओकेरावं क्लेशहरं खरेण्यमानन्दरूपं परमार्थमेव । नामामृते दोषहरं तु राज्ञा आनीतमत्रैव पिमन्तु लोकाः ॥ 
औपद्नाभं कमलेक्षणं च आघाररूपं जगतां महेझम्‌ । नामामृते दोषहरं तु राज्ञा आनीतमत्रैष पिबन्तु लोका: ॥ 
पापापहं व्याधिविनाशरूपमानन्ददं दानवदैत्यनारानम्‌ । नामामृत दोषहरं तु राज्ञा आनीतमत्रैव पिबन्तु लोकाः ॥ 
यज्ञाञ्गरूपं च रथाङ्गपाणिं पुण्याकरं सौख्यमनन्तरूपम्‌ । नामामृत दोषहरं तु राज्ञा आनीतमत्रैन पिबन्तु लोकाः ॥ 
विश्वाधिवासं बिमले विरामं रामाभिधानं रमणे मुरारिम्‌! नामामृतं दोषहरं तु राज्ञा आनीतमत्रैच पिनन्तु लोका: ॥ 
आदित्यरूप तमसां विनाश चन्द्रभकारा मलपङ्कजानाम्‌। नामामूर्त दोषहरं तु राज्ञा आनीतमत्रैक» पिनन्तु लोकाः ॥ 
सखङ्गपाणिं मधुसूदनाख्यं तं श्रीनिवास सगुणं सुरेशम्‌ । नामामृतं दोषहरे तु राज्ञा आनीतमत्रैष पिबन्तु लोकाः ॥ 
नामामृतं दोषहरं सुपुण्यमधीत्य यो माथवविष्णुभक्तः । प्रभातकाले नियतो महात्मा स याति मुक्ति न हि कारणं च ॥ 


(७३ १०-१७) 


और व्याधियोंका भय नहीं था । मनुष्योंकी अकाल-मृत्यु 
नहीं होती थी। सन लोग विष्णु-सम्बन्धी त्रतोंका पालन 
करनेवाले और वैष्णव थे। भगवानका ही ध्यान और 
उन्हींके नामोंका जप उनको दिनचर्याका अङ्ग बन गया 
था। वे सब लोग भाव-भक्तिके साथ भगवान्‌की 
आराधनामें तत्पर रहते थे। द्विजश्रेष्ठ ! उस समय सब 
लोगोंके घरोंमें तुलसीके वृक्ष और भगवानके मन्दिर 
शोभा पाते थे। सबके घर साफ-सुथर और चमकीले थे 
तथा उत्तम गुणोंके कारण दिव्य दिखायी देते थे ! सर्वत्र 
वैष्णव भाव छा रहा था। नाना प्रकारके माङ्गलिक 
उत्सबोंका दर्शन होता था। विप्रबर ! भूल्रेकमे सदा 
काङ्खांकी ध्वनियाँ सुनायी पड़ती थीं, जो आपसमें 
टकराया करेती थीं। वे ध्वनियाँ समस्त दोषों और 
पापोंका विनाश करनेवाली थीं। भगवान्‌ विष्णुमें भक्ति 
रखनेनाली स्त्रियोंने अपने-अपने घरके दरवाजेपर शङ्ख, 
स्वस्तिक और पद्यकी आकृतियाँ लिख रखी थीं। सब 


लोग केशवका गुणगान करते थे। कोई 'हरि और 


“मुरारि' का उच्चारण करता तो कोई 'श्रीश', 'अच्युत' 
तथा माधवका नाम लेता था। कितने ही श्रीनरंसिंह, 
कमलनयन, गोविन्द, कमलापति, कृष्ण और राम- 
नामकी रट लगाते हुए भगवान्‌की शरणमें जाते, मन्त्रेकि 
द्वारा उनका जप करते तथा पूजन भी करते थे। 
सब-के-सब वैष्णव थे; अतः वे श्रीविष्णुके ध्यानमें मग्न 
रहकर उन्हींको दण्डवत्‌ प्रणाम किया करते थे। 

कृष्ण, विष्णु, हरि, राम, मुकुन्द, मधुसूदन, 
मारायण, हृषीकेश, नरसिंह, अच्युत, केशव, पद्मनाभ, 
वासुदेव, वामन, वाराह, कमठ, मत्स्य, कपिल, 
सुराधिप, विश्वेश, विश्वरूप, अनन्त, अनघ, शुचि, पुरुष, 
पुष्कराक्ष, श्रीधर, श्रीपति, हरि, श्रीद, श्रीरा, श्रीनिवास, 
सुमोक्ष, मोक्षद और प्रभु--इन नामोंका उच्चारण करते 
हुए पृथ्वीके समस्त मानब--बाल, वृद्ध और कुमार भी 
भगवानका भजन करते थे । घरके काम-धंधोंमें लगी हुई 
स्त्रियाँ सदा भगवान्‌ श्रीहरिको प्रणाम करतीं और बैठते, 
सोते, चलते, ध्यान लगाते तथा ज्ञान प्राप्त करते समय 
भी वे लक्ष्मीपतिका स्मरण करती रहती थीं । खेल-कूदमें 


लगे हुए बालक गोविन्दको मस्तक झुकाते और 
दिन-रात मधुर इंरिनामका कीर्तन करते रहते थे। 
द्विजश्रेष्ठ ! सर्वत्र भगवान्‌ विष्णुके नामकी ही ध्वनि 
सुनायी पड़ती थी । भूतलके समस्त मानव बैष्णवोचित 
भावसे रहा करते थे। महले और देवमन्दिरॉके 
कलझॉपर सूर्यमण्डलके समान चक्र शोभा पाते थे। 
पृथ्वीपर सर्वत्र श्रीकृष्णका भाव दृष्टिगोचर होता था ! यह 
भूतल विष्णुलोककी समानताको पहुँच गया था। 
बैकुण्ठमें वैष्णव लोग जैसे विष्णुका उच्चारण करते हैं, 
उसी प्रकार इस पृथ्वीपर मनुष्य कृष्ण-नामका कीर्तन 
करते थे। भूतल और वैकुण्ठ दोनों लोकोंका एक ही 
भाव दिखायी देता था । वृद्धावस्था और रोगका भय नहीं 
था; क्योंकि मनुष्य अजर-अमर हो गये थे। भूलोकमें 
दान और भोगका अधिक प्रभाव दृष्टिगोचर होता था । 
प्रायः सब मनुष्य--द्विजमात्र वेदोंके विद्वान्‌ और ज्ञान- 
ध्यानपरायण थे। सब यज्ञ और दानमें छगे रहते थे। 
सबमें दयाका भाव था। सभी परोपकारी, शुभ विचार- 
सम्पन्न और धर्मनिष्ठ थे। महाराज ययातिके उपदेशसे 
भूमण्डलके समस्त मानव वैष्णव हो गये थे। 
भगवान्‌ श्रीविष्णु कहते हैं--नृपश्रेष्ठ वेन ! 
नहुषपुत्र महाराज ययातिका चरित्र सुनो; चे सर्वधर्म- 
परायण और निरन्तर भगवान्‌ विष्णुमें भक्ति रखनेवाले 
थे। उन्हें इस पृथ्चीपर रहते एक लाख वर्ष व्यतीत हो 
गये । परन्तु उनका शरीर नित्य-नूतन दिखायी देता था, 
मानो वे पच्चीस वर्षके तरुण हों। भगवान्‌ बिष्णुके 
प्रसादसे राजा ययाति बड़े ही प्रशस्त और प्रौढ़ हो गये 
थे। भूमण्डलके मनुष्य कामनाओंके बन्धनसे रहित 
होनेके कारण यमराजके पास नहीं जाते थे। वे दान- 
पुण्यसे सुखी थे और सब धमेकि अनुष्ठानमें संलअ रहते 
थे। जैसे दूर्वा और वटवृक्ष पृथ्वोपर विस्तारको प्राप्त होते 
हैं, उसी प्रकार वे मनुष्य पुत्र-पौत्रोंके द्वारा वृद्धिको प्राप्त 
हो रहे थे। मृ्युरूपी दोषसे हीन होनेके कारण वे 
दीर्घजीवी होते थे। उनका शरीर अधिक कालतक दृढ़ 
रहता था। वे सुखी थे और नुढ़ापेका रोग उन्हें छू भी 
नहीं गया था। पृथ्वीक़े सभी मनुष्य पच्चीस वर्षकी 


३०२ 


2aeneenesnessea+%०५००१७५५५०००११११३१०१०१५५१५०५१११५१५४ ५५४५५५०१० १४+०५५१११० ५५५५५५५५॥ ५५५५५५४५५५५४४ ४५४. 


* अर्चयस्व इषीकेसं यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


अवस्थाके दिखायी देते थे। सबका आचार-विचार 
सत्यसे युक्त था। सभी भगवानके ध्यानमें तन्मय रहते 
थे। समूची पृथ्वीपर जगतूमें किसीकी मृत्यु नहीं सुनी 
जाती थी। किसीको शोक नहीं देखना पड़ता था। कोई 
भी दोषसे लिप्त नहीं होते थे। 

एक समय इन्द्रने कामदेव और गन्धर्वोको बुलाया 
तथा उनसे इस प्रकार कहा--'तुम सब लोग मिलकर 
ऐसा कोई उपाय करो, जिससे राजा ययाति यहाँ आ 
जायें ।' इन्द्रके यों कहनेपर कामदेव आदि सब लोग 
नटके वेषमें राजा ययातिके पास आये और उन्हें 


एक उत्तम नाटक खेलना चाहते हैं।' राजा ययाति 
ज्ञान-विज्ञानमें कुशल थे। उन्होंने नटोंकी बात सुनकर 
सभा एकत्रित की और स्वयं भी उसमें उपस्थित हुए। 
नटोने विप्ररूपधारी भगवान्‌ वामनके अवतारकी लीला 
उपस्थित की। राजा उनका नाटक देखने लगे। उस 
नाटकमें साक्षात्‌ कामदेवने सूत्रधारका काम किया। 
वसन्त पारिपार्श्व्क बना। अपने वल्लभको प्रसन्न 
करनेवाली रति-नटीके वेषमें उपस्थित हुई । नाटकमें सब 
लोग पात्रके अनुरूप वेष धारण किये अभिनय करने 
लगे। मकरन्द (वसन्त) ने महाप्राज्ञ राजा ययातिके 


आशीर्वादसे प्रसन्न करके बोले--महाराज ! हमलोग चित्तको क्षोभमें डाल दिया। 

> 4 क 

ययातिके शरीरमें जरावस्थाका प्रवेश, कामकन्यासे भेंट, पूरुका यौवन-दान, 
ययातिका कामकन्याके साथ प्रजावर्गसहित वैकुण्ठधाम-गमन 


सुकर्मा कहते हैं-पिप्पल ! महाराज ययाति 
कामदेवके गीत, नृत्य और ललित हास्यसे मोहित होकर 
स्वयं भी नट-स्वरूप हो गये! थे मल-मूत्रका त्याग 
करके आये और पैरोंको धोये बिना ही आसनपर बैठ 
गये । यह छिद्र पाकर वृद्धावस्था तथा कामदेवने राजाके 
शरीरमें प्रवेश किया। नृपश्रेष्ठ ! उन सबने मिलकर 
इन्द्रका कार्य पूरा कर दिया । नाटक समाप्त हो गया । सब 
लोग अपने-अपने स्थानको चले गये । तत्पश्चात्‌ घर्मात्मा 
राजा ययाति जरावस्थासे पराजित हुए। उनका चित्त 
काम-भोगमें आसक्त हो गया। 
एक दिन वे कामयुक्त होकर बनमें शिकार खेलनेके 
लिये गये। उस समय उनके सामने एक हिरन निकला, 
जिसके चार सींग थे। ठसके रूपकी कहीं तुलना नहीँ 
थी। उसके सभी अङ्ग सुन्दर थे। रोमावलियाँ सुनहरे 
रंगकी थीं, मस्तकपर रल-सा जड़ा हुआ प्रतीत होता 
था । सारा झारीर चितकबरे रंगका था । वह मनोहर मृग 
देखने ही योग्य था। राजा घनुष-खाण लेकर बड़े वेगसे 
उसके पीछे दौड़े | मृग भी उन्हें बहुत दूर ले गया और 
उनके देखते-देखते वहीं अन्तर्धान हो गया। राजाको 
वहाँ नन्दनवनके समान एक अद्भुत वन दिखायी दिया, 


जो सभी गुणॉसे युक्त था। उसके भीतर राजाने एक 
बहुत सुन्दर तालाब देखा, जो दस योजन लंबा और 
पाँच योजन चौड़ा था। सन ओर कल्याणमय जलसे 
भरा वह सर्वतोभद्र नामक तालाब दिव्य भावॉसे शोभा 
पा रहा था। राजा रथके वेगपूर्वक चलनेसे खिन्न हो गये 
थे। परिश्रमके कारण उन्हें कुछ पीड़ा हो रही थी; अतः 
सरोबरके तटपर ठंडी छायाका आश्रय लेकर बैठ गये । 
थोड़ी देर बाद स्त्रान करके उन्होंने कमलकी 
सुगन्धसे सुवासित सरोबरका शीतल जल पिया । इतनेमें 
ही उन्हें अत्यन्त मधुर स्वरमें गाया जानेवाला एक दिव्य 
संगीत सुनायी पड़ा, जो ताल और मूर्च्छनासे युक्त था । 
राजा तुरंत उठकर उस स्थानकी ओर चल दिये, जहाँ 
गीतकी मनोहर ध्वनि हो रही थी। जलके निकट एक . 
विशाल एवं सुन्दर भवन था । उसीके ऊपर बैठकर रूप, 
शील और गुणसे सुशोभित एक सुन्दरी नारी मनोहर गीत 
गा रही थी । उसकी आँखें बड़ी-नड़ी थीं। रूप और तेज 
उसकी शोभा बढ़ा रहे थे । चराचर जगतमें उसके-जैसी 
सुन्दरी स्त्री दूसरी कोई नहीं थी। महाराज ययातिके 
शरीरमें जरायुक्त कामका सञ्चार पहले ही हो चुका था। 
उस स्त्रीको देखते ही वह काम विशाल रूपमें प्रकट 


भूमिखण्ड ] 


* ययातिका भ्रजावर्गसहित वैकुण्ठघाम-गमन « 


2७०००००९००९७०००७०००००००००००००००००१०००००००००१९०००७००७५०७३९७७७७३७०००७०७००७-७०००९००००-७०५०७-०७७७२०-०७२००-३००९३३-०००-००१००. 


३०३ 


हुआ । राजा कामाग्रिसे जलने और कामज्वरसे पीड़ित 
होने छगे.। उन्होंने उस सुन्दरीसे पूछा--“शुभे ! तुम 
कौन हो ? किसकी कन्या हो ? तुम्हारे पास यह कौन 
बैठी है ? कल्याणी ! मुझे सब बातोंका परिचय दो। मैं 
नहुषका पुत्र हूँ। मेरा जन्म चन्द्रबंशमें हुआ है । पृथ्वीके 
सातों द्वीपोपर मेरा अधिकार है। मैं तीनों लोकोंमें 
विख्यात हूँ। मेरा नाम ययाति है । सुन्दरी ! मुझे दुर्जय 
काम मारे डालता है । मैं उत्तम शीलसे युक्त हूँ। मेरी रक्षा 
करो | तुम्हारे समागमके लिये मैं अपना राज्य, समूची 
पृथ्वी और यह शरीर भी अर्पण कर दूँगा। यह त्रिलोकी 
तुम्हारी ही है ।' 
राजाकी बात सुनकर सुन्दरीने अपनी सखी 
विशालाको उत्तर देनेके लिये प्रेरित किया। तब 
विशालाने कहा- “नरञ्रेष्ठ ! यह रतिकी पुत्री है । इसका 
नाम अश्रुबिन्दुमती है। मैं इसके प्रेम और सौहार्दवश 
सदा इसके साथ रहती हूँ । हम दोनोंमें स्वाभाविक मित्रता 
है, जिससे मैं सर्वदा प्रसन्न रहती हूँ। मेरा नाम विशाला 
है। मैं वरुणकी पुत्री हूँ। महाराज ! मेरी यह सुन्दरी 
सखी योग्य बरकी प्राप्तिके लिये तपस्या कर रही है। इस 
प्रकार मैंने आपसे अपनी इस सखीका तथा अपना भी 
पूरा-पूरा परिचय दे दिया ।' 
ययाति बोले--शुभे ! मेरी बात सुनो--यह 
सुन्दर मुखवाली रतिकुमारी मुझे ही पतिरूपमें स्वीकार 
करे! यह बाला जिस-जिस वस्तुकी इच्छा करेगी, वह 
सब मैं इसे प्रदान करूँगा। 
विशाराने कहा--राजन्‌ ! मैं इसका नियम 
बतलाती हूँ, पहले उसे सुन लीजिये । यह स्थिर यौवनसे 
युक्त; सर्वज्ञ, बीरके लक्षणोंसे सुशोभित, देवराजके 
समान तेजस्वी, धर्मका आचरण करनेवाले, त्रिलोक- 
पूजित, सुबुद्धि, सुप्रिय तथा उत्तम गुणोंसे युक्त पुरुषको 
आपना पति बनाना चाहती है। 
ययाति बोले--मुझे इन सभी गुणॉसे युक्त 
समझो । मैं इसके योग्य पति हो सकता हूँ। 
बिशालाने कहा--रजन्‌ ! मैं जानती हुँ, आप 
अपने पुण्यके लिये तीनों लोकोंमें विख्यात हैं। मैंने 


पहले जिन-जिन गुणोंकी चर्चा की है, ये सभी आपके 
भीतर विद्यमान हैं; केवल एक ही दोषके कारण यह मेरी 
सखी आपको पसंद नहीं करती! आपके शरीरमें 
वृद्धावस्थाका प्रवेश हो गया है। यदि आप उससे मुक्त 
हो सकें, तो यह आपकी प्रियतमा हो सकती है । राजन्‌ | 
यही इसका निश्चय है। मैंने सुना है, पुत्र, भ्राता और 
भृत्य--जिसके शरीरमें भी इंस जरावस्थाको डाला 
जाय, उसीमें इसका संचार हो जाता है। अतः भूपाल ! 
आप आपना बुढ़ापा तो पुत्रको दे दीजिये और स्वयं 
उसका यौवन लेकर परम सुन्दर बन जाइये । मेरी सखी 
जिस रूपमें आपका उपभोग करना चाहती है, उसीके 
अनुकूल व्यवस्था कीजिये। 

ययाति बोले--महाभागे ! एवमस्तु, मैं तुम्हारी 
आज्ञाका पालन करूँगा! 

राजा ययाति काम-भोगमें आसक्त होकर अपनी 
विवेकराक्ति खो बैठे थे। वे घर जाकर अपने पुत्रोंसे 
बोले--'तुमलोगॉमेसे कोई एक मेरी दुःखदायिनी 
जरावस्थाको ग्रहण कर ले और अपनी जवानी मुझे दे दे, 
जिंससे मैं इच्छानुसार भोग भोग सकूँ। जो मेरी 
वृद्धावस्थाको अहण करेगा, वह पुत्रोंमें श्रेष्ठ समझा 
जायगा और वही मेरे राज्यका स्वामी होगा। उसको 
सुख, सम्पत्ति, घन-घान्य, बहुत-सी सन्ताने तथा यश 
और कीर्ति प्राप्त होगी ।' 

तुरुने कहा--पिताजी ! इसमें सन्देह नहीं कि 
पिता-माताकी कृपासे ही पुत्रको शरीरकी प्राप्ति होती है; 
अतः उसका कर्तव्य है कि वह विशेष चेष्टाके साथ 
माता-पिताकी सेवा करे! परन्तु महाराज ! यौवन-दान 
'करनेका यह मेरा समय नहीं है। 

तुरुकी बात सुनकर धर्मात्मा राजाको बड़ा क्रोध 
हुआ। ये उसे शाप देते हुए नोले--'तूने मेरी आज्ञाका 
अनादर किया है, अतः तू सब धर्मासे बहिष्कृत और 
पापी हो जा। तेरा हृदय पवित्र ज्ञानसे शून्य हो जाय और 
तू कोढ़ी हो जा ।' तुरुको इस प्रकार शाप देकर वे अपने 
दूंसरे पुत्र यदुसे बोले- “बेटा ! तू मेरी जरावस्थाको 
अहण कर और मेरा अकण्टक राज्य भोग ।' यह सुनकर 


५ अर्चयस्व हवीकेशं यदोच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पदापुराण 


यदुने हाथ जोड़कर कहा--'पिताजी ! कृपा कीजिये । मैं 
बुढ़ापेका भार नहीं ढो सकता। शीतका कष्ट सहना, 
अधिक राह चलना, कदन्न भोजन करना, जिनकी 
जवानी बीत गयी हो ऐसी खियोंसे सम्पर्क रखना और 
'मनकी प्रतिकूलताका सामना करना--ये वृद्धावस्थाके 
पाँच हेतु हैं।' यदुके यों कहनेपर महाराज ययातिने 
कुपित होकर उन्हें भी शाप दिया--'जा, तेरा वंश 
राज्यहीन होगा, उसमें कभी कोई राजा न होगा।' 
यदुने कहा--महाराज ! मैं निर्दोष हूँ। आपने 
मुझे शाप क्यों दे दिया? मुझ दीनपर दया कीजिये, 
प्रसन्न हो जाइये। 
ययाति बोले- बेटा ! महान्‌ देवता भगवान्‌ 
विष्णु जब तेरे वंशमें अपने अंशसहित अवतार लेंगे, 
उस समय तेरा कुल पवित्र--शापसे मुक्त हो जायगा । 
राजा ययातिने कुरुको रिश समझकर छोड़ दिया 
और शर्मिष्ठाके पुत्र पूरको बुलाकर कहा--'बेटा ! तू 
मेरी वृद्धावस्था ग्रहण कर ले ।' पूरने कहा---'राजन्‌ ! 
मैं आपकी आज्ञाका पालन करूँगा। मुझे अपनी 
वृद्धावस्था दीजिये और आज ही मेरी युवावस्थासे सुन्दर 
रूप घारण कर उत्तम भोग भोगिये।' यह सुनकर 
'महामनस्वी राजाका चित्त अत्यन्त प्रसन्न हुआ । वे पूरुसे 
बोले--“महामते ! तूने मेरी वृद्धावस्था ग्रहण की और 
अपना यौवन मुझे दिया; इसलिये मेरे दिये हुए राज्यका 
उपभोग कर ।' अब राजाकी बिलकुल नयी अवस्था हो 
गयी । वे सोलह वर्षके तरुण प्रतीत होने लगे । देखनेमें 
अत्यन्त सुम्दर, मानो दूसरे कामदेव हों। महाराजने 
पूरको आपना धनुष, राज्य, छत्र, घोड़ा, हाथी, धन, 
खजाना, देशा, सेना, चैनर और व्यजन--सब कुछ दे 
डाला । धर्मात्मा नहुषकुमार अब कामात्मा हो गये | वे 
कामासक्त होकर बारंबार उस ख्जीका चिन्तन करने लगे । 
उन्हें अपने पहले वृत्तान्तका स्मरण न रहा! नयी जवानी 
पाकर खे बड़ी शीघ्रताके साथ कदम बढ़ाते हुए 
अश्नुनिन्दुमतीके पास गये। उस समय उनका चित्त 
कामसे उन्मत्त हो रहा था। वे विशाल नेत्रोंवाली 
लिशालाको देखकर नोले--'भद्रे ! मैं प्रबल दोषरूप 


वृद्धावस्थाको त्यागकर यहाँ आया हूँ। अन मैं तरुण हुँ, 
अतः तुम्हारी सखी मुझे स्वीकार करे।' 

विशाला बोली राजन्‌! आप दोषरूपा 
जरावस्थाको त्यागकर आये हैं, यह बड़ी अच्छी बात है; 
परन्तु अब भी आप एक दोषसे लिप्त हैं, जिससे यह 
आपको स्वीकार करना नहीं चाहती । आपकी दो सुन्दर 
नेत्रोंबाली स्त्रियां है- शर्मिष्ठा और देवयानी । ऐसी 
दशामेँ आप मेरी इस सखीके वशमें कैसे रह सकेंगे ? 
जलती हुई आगमें समा जाना और पर्वतके शिखरसे कूद 
पड़ना अच्छा है; किन्तु रूप और तेजसे युक्त होनेपर भी 
ऐसे पतिसे विवाह करना अच्छा नहीं है, जो सौतरूपी 
बिषसे युक्त हो। यद्यपि आप गुणोंके समुद्र हैं, तो भी 
इसी एक दोषके कारण यह आपको पति बनाना पसंद 
नहीं करती । 

ययातिने कहा--शुभे ! मुझे देवयानी और 
शर्मिष्ठासे कोई प्रयोजन नहीं है। इस बातके लिये मैं 
सत्यधर्मसे युक्त अपने शरीरको छूकर शपथ करता हूँ। 

अश्रुबिन्दुमती बोली--राजन्‌ ! मैं ही आपके 
राज्य और शरीरका उपभोग करूँगी । जिस-जिस कार्यके 
लिये मैं कहूँ, उसे आपको अवश्य पूर्ण करना होगा। 
इस बातका विश्वास दिलानेके लिये अपना हाथ मेरे 
हाथमें दीजिये। 

ययातिने कहा--राजकुमारी ! मैं तुम्हारी सिवा 
किसी दूसरी रूको नहीं ग्रहण करूँगा । वरानने ! मेरा 
राज्य, समूची पृथ्वी, मेरा यह शरीर और खजाना-- 
सबका तुम इच्छानुसार उपभोग करो । सुन्दरी ! लो, मैंने 
तुम्हारे हाथमें अपना हाथ दे दिया। 

अश्ुबिन्दुमती बोली--महाराज ! अब मैं 
आपकी पत्नी बनूँगी । इतना' सुनते ही महाराज ययातिकी 
आँखें हर्षसे खिल उठों; उन्होंने गान्धर्व-विवाहकी 
विधिसे काम-कुभारी अश्रुनिन्ुमतीको ग्रहण किया और 
युवावस्थाके द्वारा वे उसके साथ विहार करने 'लगे। 
अश्रुबिन्दुमतीमें आसक्त होकर वहाँ रहते हुए राजाको 
बीस हजार वर्ष बीत गये | इस प्रकार इन्द्रके लिये किये 
हुए कामदेवके प्रयोगसे उस स्त्रीने महाराजको भलीभाँति 


भूभिखण्ड ] 


* ययातिका प्रजावर्गसहित खैकुण्ठयाम-गमन + 


३०५ 


मोहित कर लिया। एक दिनकी बात है--कामनन्दिनी 
अश्नुनिन्दुमतीने मोहित हुए राजा ययातिसे कहा-- 
“आणनाथ ! मेरे हदयमें कुछ अभिलाषा जाग्रत्‌ हुई है। 
आप मेरे उस मनोरथको पूर्ण कीजिये । पृथ्वीपते ! आप 
यज्ञोंमें प्रधान अश्वमेध यज्ञका अनुष्ठान करें ।' 
राजा बोले--महाभागे ! एवमस्तु, मैं तुम्हारा 
प्रिय कार्य अवश्य करूँगा 
ऐसा कहकर महाराजने राज्य-भोगसे निःस्पृह 
अपने पुत्र पूरुको बुलाया । पिताका आह्वान सुनकर पूरु 
आये; उन्होंने भक्तिपूर्वक हाथ जोड़कर राजाके चरणोंमें 
प्रणाम किया और अश्रुबिन्दुमतीके युगल चरणॉमें भी 
मस्तक झुकाया। इसके बाद वे पितासे बोले 
“महाप्राज्ञ ! मैं आपका दास हूँ; बताइये, मेरे लिये 
आपकी क्या आज्ञा है, मैं कौन-सा कार्य करूँ ?' 
राजाने कहां--बेटा ! पुण्यात्मा द्विजों, ऋत्विजों 
और भूमिपालोंको आमन्त्रित करके तुम अश्वमेध यज्ञकी 
तैयारी करो । 
महातेजस्वी पूरु बड़े धार्मिक थे। उन्होंने पिताके 
कहनेपर उनकी आशाका पूर्णतया पालन किया! 
तत्पश्चात्‌ राजा ययातिने काम-कन्याके साथ यज्ञकी दीक्षा 
ली उन्होंने अश्वमेध यज्ञमें ब्राह्मणों और दीनोंको अनेक 
प्रकारके दान दिये। यज्ञ समाप्त होनेपर महाराजने उस 
सुमुखीसे पूछा--'बाले ! और कोई कार्य भी, जो तुम्हें 
अत्यन्त प्रिय हो, बताओ; मैं तुम्हारा कौन-सा कार्य 
करूँ ?' यह सुनकर उसने राजासे कहा- “महाराज ! 
मैं इ्रलोक, ब्रह्मलोक, शिवलोक तथा विष्णुलोकका 
दर्शन करना चाहती हूँ।' राजा बोले--'महाभागे ! 
तुमने जो प्रस्ताव किया है, वह इस समय मुझे असाध्य 
प्रतीत होता है। वह तो पुण्य, दान, यज्ञ और तपस्यासे 
ही साध्य है । मैने आजतक ऐसा कोई मनुष्य नहीं देखा 
या सुना है, जो पुण्यात्मा होकर भी मर्त्यलोकसे इस 
शरीरके साथ ही स्वर्गको गया हो। अतः सुन्दरी ! 
तुम्हारा बताया हुआ कार्य मेरे लिये असाध्य है । प्रिये ! 
दूसरा कोई कार्य बताओ, उसे अवश्य पूर्ण करूँगा ।' 
अभ्रुबिन्दुमती खोली--राजन्‌ ! इसमें सन्देह 


नहीं कि यह कार्य दूसरे मनुष्योंके लिये सर्वथा असाध्य 
है; पर आपके लिये तो साध्य ही है--यह मैं बिलकुल 
सच-सच कह रही हूँ। इसी उद्देश्‍यसें मैने आपको 
आपना स्वामी बनाया था; आप सब प्रकारके शुभ- 
लक्षणोंसे सम्पन्न और सब धर्मॉसे युक्त हैं । मैं जानती 
हूँ--आप भगवान्‌ विष्णुके भक्त हैं, वैष्णबोंमें परम श्रेष्ठ 
हैं। जिसके ऊपर भगवान्‌ विष्णुकी कृपा होती है, वह 
सर्वत्र जा सकता है। इसी आझासे मैंने आपको पति- 
रूपमें अङ्गीकार किया था। राजन्‌! केवल आपने ही 
मृत्युलोकमें आकर सम्पूर्ण मनुष्योको जरावस्थाकी 
पीड़ासे रहित और मृत्युहीन बनाया है। नरश्रेष्ठ ! आपने 
इन्द्र और यमराजका विरोध करके मर्त्यलोकको रोग 
और पापसे शून्य कर दिया है । महाराज ! आपके समान 
दूसरा कोई भी राजा नहीं है। बहुत-से पुराणोंमे भी 
आपके-जैसे राजाका वर्णन नहीं मिलता । मैं अच्छी तरह 
जानती हूँ, आप सब धमेकि ज्ञाता हैं। 

राजाने कहा--भद्रे ! तुम्हारा कहना सत्य है, मेरे 
लिये कोई साध्य-असाध्यका प्रश्न नहीं है । जगदीश्वरकी 
कृपासे मुझे स्वर्गलोकमें सब कुछ सुलभ है। तथापि मैं 
स्वर्गमें जो नहीं जाता हूँ, इसका कारण सुनो । मेरे छोड़ 
देनेपर मानबलोककी सारी प्रजा मृत्युका शिकार हो 
जायगी, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है। सुमुखि ! यही 
सोचकर मैं स्वर्गमें नहीं चलता हूँ; यह मैने तुम्हें सची 
बात बतायी है। 

रानी खोली--महाराज ! उन लोकॉको देखकर मैं 
फिर मर्त्यलोकमें लौट आउँगी । इस समय उन्हें देखनेके 
लिये मेरै मनमें इतनी उत्सुकता हुई है, जिसकी कहीं 
तुलना नहीं है। 

राजाने कहा--देवि ! तुमने जो कुछ कहा है, 
उसे निःसन्देह पूर्ण करूँगा। 

अपनी प्रिया अश्रुबिन्दुमतीसे यों कहकर राजा 
सोचने लगे--'मत्स्य पानीके भीतर रहता है, किन्तु चह 
भी जालसे.बैंध जाता है। स्वर्गमे या पृथ्वीपर जो स्थावर 
आदि प्राणी हैं, उन सबपर कालका प्रभाव है। एकमात्र 
काल ही इस जगतके रूपमें उपलब्ध होता है । कालसे 


* अर्चयस्व हषोकेश यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


पीड़ित मनुष्यको मन्त्र, तप, दान, मित्र और बन्धु- 
बान्धव--कोई भी नहीं बचा सकते । विवाह, जन्म और 
मृत्यु--ये कालके रचे हुए तीन बन्धन हैं। ये जहाँ, जैसे 
और जिस हेतुसे होनेको होते हैं, होकर ही रहते हैं; कोई 
मेट उन्हें नहीं सकता ।* उपद्रव, आघातदोष, सर्प और 
व्याधियाँ--ये सभी कर्मसे प्रेरित होकर मनुष्यको प्राप्त 
होते हैं। आयु, कर्म, धन, विद्या और मृत्यु--ये पाँच 
बातें जीनके गर्भमें रहते समय ही रच दी जाती हैं।† 
जीवको देवत्व, मनुष्यत्व, पशु-पक्षी आदि तिर्यग्योनियाँ 
और स्थावर योनि--ये सब कुछ अपने-अपने 
कर्मानुसार ही प्राप्त होते हैं ।‡ मनुष्य जैसा करता है, वैसा 
भोगता है; उसे अपने किये हुएको ही सदा भोगना पड़ता 
है। बह अपना ही बनाया हुआ दुःख और अपना ही रचा 
हुआ सुख भोगता है । जो लोग अपने धन और बुद्धिसे 
किसी वस्तुको अन्यथा करनेकी युक्ति रखते हैं, चे भी 
अपने उपार्जित सुख-दुःखोंका उपभोग करते हैं। जैसे 
नछड़ा हजारों गौओके नीचमें खड़ी होनेपर भी अपने 
माताको पहचानकर उसके पास पहुँच जाता है, उसी 
प्रकार पूर्व-जन्मके किये हुए शुभाशुभ कर्म कर्ताका 
अनुसरण करते हैं। पहलेका किया हुआ कर्म कर्ताके 
'सोनेपर उसके साथ ही सोता है, उसके खड़े होनेपर खड़ा 
होता है और चलनेपर पीछे-पीछे चलता है । तात्पर्य यह 
कि कर्म छायाकी भाँति कर्ताके साथ लगा रहता है । जैसे 
छाया और घूप सदा एक-दूसरेसे सम्बद्ध होते हैं, उसी 
प्रकार कर्म और कर्ताका भी परस्पर सम्बन्ध है । शस, 
अम्नि, विष आदिसे जो बचाने योग्य वस्तु है, उसको 
भी दैव ही बचाता है । जो वास्तवमें अरक्षित वस्तु है, 
उसकी दैव ही रक्षा करता है। दैवने जिसका नाश कर 


दिया हो, उसकी रक्षा नहीं देखी जाती। यह मेरे 
पूर्वकर्मोका परिणाम ही है, दूसरा कुछ नहीं है । इस सीके 
रूपमें दैव ही यहाँ आ पहुँचा है, इसमें तनिक भी सन्देह 
नहीं है। मेरे घरमें जो नाटक खेलनेवाले नट और नर्तक 
आये थे, उन्हींके सङ्गसे मेरे शरीरमें जरावस्थाने प्रवेश 
किया है । इन सब बातोंको मैं अपने कर्मोका ही परिणाम 
मानता हूँ।' 

इस प्रकारकी चिन्तामें पड़कर सजा ययाति बहुत 
दुःखी हो गये। उन्होंने सोचा--'यदि मैं प्रसन्नतापूर्वक 
इसकी बात नहीं मानूँगा तो मेरे सत्य और धर्म--दोनों 
हो चले जायँगे, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है । जैसा 
कर्म मैने किया था, उसके अनुरूप ही फल आज 
दृष्टिगोचर हुआ है । यह निश्चित बात है कि दैवका विधान 
टाला नहीं जा सकता है।' 

इस तरह सोच-विचारमें पड़े हुए राजा ययाति 
सबके केश दूर करनेवाले भगवान्‌ श्रीहरिकी शरणमें 
गये । उन्होंने मन-ही-मन भगवान्‌ मधुसूदनका ध्यान 
और नमस्कारपूर्वक स्तवन किया तथा कातरभावसे 
कहा--'लक्ष्मीपते ! मैं आपकी शरणमें आया हूँ, आप 
मेरा उद्धार कीजिये ।' 

सुकर्मा कहते हैं--परम धर्मात्मा राजा ययाति 
इस प्रकार चिन्ता कर ही रहे थे कि रतिकुमारी देवी 
अश्रुबिन्दुमतीने कहा--'राजन्‌! अन्यान्य आकृत 
मनुष्योंकी भाँति आप दुःखपूर्ण चिन्ता कैसे कर रहे हैं। 
जिसके कारण आपको दुःख हो, वह कार्य मुझे कभी नहीं 
करना है।' उसके यों कहनेपर राजाने उस बराङ्गनासे 
कहा--'देवि ! मुझे जिस बातकी चिन्ता हुई है, उसे 
बताता हूँ; सुनो । मेरे स्वर्ग चले जानेपर सारी प्रजा दीन 


# ज मन्त्रा न तपो दानं न मित्राणि न आन्धलाः । शक्लुवन्ति 


परित्रातुं जर कारेन पीडितम्‌ ॥ 


जयः कालकृताः पाशाः शक्यन्ते न निवर्तितुम्‌ | विवाहो जन्म मरणे यथा यत्र च येन च॥ 


(८१॥ ३३-३४) 


+ पञ्चैतानि विसूज्यन्ते गर्भस्थस्वैब देहिन: । आयुः कमै च वित्तं च विद्या निधनमेव च॥ 


म देवत्वमाथ मानुष्यं पशुत्वं पक्षिता तथा । तिर्यक्त्वं स्थावरत्वं च प्राप्यते चै स्वकर्मभिः ॥ 


९८१ (४१) 


(८१॥४३) 


हो जायगी। तथापि अब मैं तुम्हारे साथ स्वर्गलोकको 
चलूँगा !' यों कहकर राजाने अपने उत्तम पुत्र पूरुको, जो 
सन धमेकि ज्ञाता, वृद्धावस्थासे युक्त और परम बुद्धिमान्‌ 
थे, बुलाया और इस प्रकार कहा--'धर्मात्मन्‌ ! मेरी 
आज्ञासे तुमने धर्मका पालन किया है, अब मेरी 
वृद्धावस्था दे दो और अपनी युवावस्था अहण करो। 
खजाना, सेना तथा सवारियोंसहित मेरा यह राज्य तथा 
समुद्रसहित समूची पृथ्वीको भोगो। मैंने इसे तुम्हें ही 
दिया है। दुष्टोंको दण्ड देना और साधु पुरुषोंकी रक्षा 
करना तुम्हारा कर्तव्य है। 
तात ! तुम्हें धर्मशास्त्रको प्रमाण मानकर उसीके 
अनुसार सब कार्य करना चाहिये। महाभाग ! शास्त्रीय 
विधिके अनुसार भक्तिपूर्वक ब्राह्मणोंका पूजन करना, 
क्योंकि वे तीनों लोकोमें पूजनीय हैं। पाँचवे-सातवें दिन 
खजानेकी देखभाल करते रहना, सेवकोंको धन और 
भोजन आदिसे प्रसन्न करके सदा इनका आदर करना। 
गुप्तचरोंको नियुक्त करके राज्यके प्रत्येक अङ्गपर दृष्टि 
रखना, सदा दान देते रहना, शत्रुपर अनुराग या विश्वास 
न करना, विद्वान्‌ पुरुषोकि द्वारा सदा अपनी रक्षाका प्रबन्ध 
रखना। बेटा ! अपने मनको कानूमें रखना, कभी 
शिकार खेलनेके लिये न जाना । खी, खजाना, सेना और 
शात्रुपर कभी विश्वास न करना। सुयोग्य पात्रों और सब 
प्रकारके बलॉका संग्रह करना। यज्ञोंके द्वारा भगवान्‌ 
हषीकेशका पूजन करना और सदा पुण्यात्मा बने रहना। 
अजाको जिस वस्तुकी इच्छा हो, वह सब उन्हें प्रतिदिन 
देते रहना। बेटा ! तुम प्रजाको सुख पहुँचाओ, प्रजाका 
पालन-पोषण करो। पराये धन और परायी खियोकि 
प्रति कभी दूषित विचार मनमें न छाना। वेद और 
शास्त्रोंका निरन्तर चिन्तन करना और सदा अख-शखोंके 
अभ्यासमें लगे रहना | हाथी और रथ हॉकनेका अभ्यास 
भी बढ़ाते रहना।' 
पुत्रको ऐसा आदेश देकर राजाने आशीर्वादके द्वारा 
उसे प्रसन्न किया और अपने हाथसे राजसिंहासनपर 
बिठाया।. फिर अपनी वृद्धावस्था ले पुत्रको यौवन 
समर्पित करके महाराजने समस्त प्रजाओंको बुलाया और 


संगान्युर ११--, 


बड़े हर्षमें भरकर यह वचन कहा--'सज्जनो ! मैं 
अपनी इस पलीके साथ पहले इन्द्रलोकमें जाता हूँ, फिर 
क्रमशः ब्रहलोक और दिवलोकमें जाऊँगा । इसके नाद 
समस्त लोकेकि पाप दूर करनेवाले तथा जीबोंको सद्गति 
प्रदान करनेवाले विष्णुधामको प्राप्त होऊँगा--इसमें 
तनिक भी सन्देह नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और 
शुद्र--मेरी समस्त प्रजाको कुटुम्बसहित यहीं सुखपूर्वक 
रहना चाहिये । यही मेरी आज्ञा है। आजसे ये महानाहु 
पूरु आपलोगेके रक्षक हैं। इनका स्वभाव धीर है, मैंने 
इन्हें शासनका अधिकार देकर राजाके पदपर प्रतिष्ठित 
किया है।' 

महाराजके यों कहनेपर प्रजाजनेनि कहा-- नृपश्रेष्ठ 
सम्पूर्ण बेदोमे धर्मका ही श्रवण होता है, पुराणोंमें भी 
धर्मकी ही व्याख्या की गयी है, किन्तु पूर्वकालमें किसीने 
धर्मका साक्षात्‌ दर्शन नहीं किया । केवल हमलोगोंने ही 
चन्द्रबंशमें राजा नहुषके घर उत्पन्न हुए आपके रूपमें 
उस दशाङ्ग धर्मका साक्षात्कार किया है । महाराज ! 
आप सत्यप्रिय, ज्ञान-विज्ञान-सम्पन्न, पुण्यकी महान्‌ 
राशि, गुणोंके आधार तथा सत्यके ज्ञाता हैं। सत्यका 
पालन करनेवाले महान्‌ ओजस्वी पुरुष परम-धर्मका 
अनुष्ठान करते हैं । आपसे बढ़कर दूसरा कोई पुरुष हमारे 
देखनेमें नहीं आया है। आप-जैसे धर्मपालक एवे 
सत्यवादी राजाको हम मन, वाणी और शरीर-- 
किसीकी भी क्रियाद्वारा छोड़नेमें असमर्थ हैं । महाराज ! 
जब आप ही नहीं रहेंगे, तन स्त्री, घन, भोग और जीवन 
लेकर हम क्या करेंगे। अतः राजेन्द्र! अब हमें यहाँ 
रहनेकी कोई आवश्यकता नहीं है । आपके साथ ही हम 
भी चलेंगे।' 

अजाजनोंकी यह बात सुनकर राजा ययातिको बड़ा 
हर्ष हुआ। घे बोले--'आप सब लेग परम पुण्यात्मा 
हैं, मेरे साथ चलें।' यों कहकर वे कामकन्याके साथ 
रथपर सवार हुए। बह रथ चन्द्रमण्डलके समान जान 
पड़ता था। सेवकगण हाथमें चैंवर और व्यजन लेकर 
महाराजको हवा कर रहे थे! राजाके मनमें किसी 
अकारको पीड़ा नहीं थी। उनके राज्यमे ब्राह्मण, क्षत्रिय, 


£ संक्षिप्त पद्मपुराण 


44400५४५४५ ८७ २५५८०१७७९४ ७७७७ ४९७३३७४७७७ ७७७७७७५७७९ ७७७५७७०५७४ ७७४४५७७७७७०४७७७७० ०७७७७७७ 


वैश्य तथा शूद्र--सभी वैष्णव थे। इनके सिचा, जो 
अन्त्यज थे, उनके मनमें भी भगवान्‌ विष्णुके प्रति भक्ति 
थी। सभी दिव्य माला घारण किये तुलसोदलोंसे शोभा 
पा रहे थे । उनकी संख्या अरबों-खरबॉतक पहुँच गयी । 
सभी भगवान्‌ विष्णुके ध्यानमें तत्पर और जप एवं दानमें 
संलअ रहनेवाले थे। सब-के-सब विष्णु-भक्त और 
पुण्यात्मा थे। उन सबने महाराजके साथ दिव्य लोकॉकी 
यात्रा की । उस समय सबके हदयमें महान्‌ आनन्द छा 
रहा था। राजा ययाति सबसे पहले इन्द्रलोकमे गये, 
उनके तेज, पुण्य, धर्म और तपोबलसे और लोग भी 
साथ-साथ गये। वहाँ पहुँचनेपर देवता, गन्धर्व, किन्नर 
तथा चारणोंसहित देवराज इन्द्र उनके सामने आये और 
उनका सम्मान करते हुए बोले--“महाभाग ! आपका 
स्वागत है ! आइये, मेरे घरमें प॒धारिये और दिव्य, पावन 
एवं मनोरम भोगोंका उपभोग कीजिये ।' 
राजाने कहा--देवराज ! आपके चरणारविन्दोमें 
प्रणाम करके हमलोग सनातन ब्रह्मलोकमें जा रहे हैं। 
यह कहकर देवताओकि मुखसे अपनी स्तुति सुनते 
हुए वे अक्मलोकमें गये। वहाँ मुनिवरोंके साथ 
महातेजस्वी ब्रह्माजीने अर्ध्यादि सुविस्तृत उपचारोंके द्वारा 
उनका आतिथ्य-सत्कार किया और कहा--'राजन्‌ ! 
तुम अपने शुभ कर्मेकि फलस्वरूप विष्णुलोकको 
जाओ ।' ब्रह्माजीके यों कहनेपर वे पहले शिवलोकमें 
गये, यहाँ भगवान्‌ शडूरने पार्वतीजीके साथ उनका 
स्वागत-सत्कार किया और इस प्रकार कहा-- 
“महाराज ! तुम भगवान्‌ विष्णुके भक्त हो, अतः मेरे भी 
अत्यन्त प्रिय हो, क्योकि मुझमें और विष्णुमें कोई अन्तर 
नहीं है। जो विष्णु हैं, वही मैं हूँ तथा मुझीको विष्णु 
समझो, पुण्यात्मा विष्णुभक्तके लिये भी यही स्थान है। 
अतः महाराज ! तुम यहाँ इच्छानुसार रह सकते हो ।' 
भगवान्‌ शिवके यों कहनेपर श्रीविष्णुके प्रिय भक्त 
ययातिने मस्तक झुकाकर उनके चरणोंमें भक्तिपूर्वक . 
प्रणाम किया और कहा--'महादेव ! आपने इस समय 
जो कुछ भी कहा है, सत्य है, आप दोनोंमें वस्तुतः कोई 
अन्तर नहीं है । एक ही परमात्माके स्वरूपकी अहा, 


विष्णु और शिव--तीन रूपॉमें अभिव्यक्ति हुई है। 
तथापि मेरी विष्णुलोकमें जानेकी इच्छा है, अतः आपके 
चरणोंमें प्रणाम करता हूँ।' भगवान्‌ शिव बोले-- 
“महारज ! एवमस्तु, तुम विष्णुलोकको जाओ ।' उनकी 
आज्ञा पाकर राजाने कल्याणमयी भगवती उमाको 
नमस्कार किया और उन परमपावन विष्णुभक्तोंके साथ 
बे बिष्णुधामको चल दिये। ऋषि और देवता सन ओर 
खड़े हो उनकी स्तुति कर रहे थे। गनध किन्नर, सिद्ध, 
पुण्यात्मा, चारण, साध्य, विद्याधर, उनचास मरुद्गण, 
आठौं बसु, म्यारहों रुद्र, बारहों आदित्य, लोकपाल तथा 
समस्त त्रिलोकी चारों ओर उनका गुणगान कर रही थी। 
महाराज ययातिने रोग-शोकसे रहित अनुपम विष्णु- 
'लोकका दर्शन किया। सब प्रकारकी शोभासे सम्पन्न 
सोनेके विमान उस लोककी सुषमा बढ़ा रहे थे। चारों 
ओर दिव्य छटा छा रही थी। वह मोक्षका उत्तम धाम 
चैष्णवॉसे शोभा पा रहा था । देवताओंकी वहाँ भीड़-सी 
लगी थी। 
नहुषनन्दन ययातिने सब प्रकारके दाहसे रहित उस 

दिव्य धाममें प्रवेश करके छेंशहारी भगवान्‌ नारायणको 
दर्शन किया । भगवानके ऊपर चैंदोबे तने हुए थे, जिनसे 
उनकी बड़ी शोभा हो रही थी ! बे सब प्रकारके आभूषण 
और पीत वसख्रॉसे विभूषित थे। उनके वक्षःस्थलमें 
श्रीवत्सका चिह्न शोभा पा रहा था । सबके महान्‌ आश्रम 
भगवान्‌ जगन्नाथ लक्ष्मीके साथ गरुड़पर विराजमान थे । 
खे ही परात्पर परमेश्वर हैं। सम्पूर्ण देबलोकोंकी गति हैं । 
परमानन्दमय कैवल्यसे सुशोभित हैं । बड़े-बड़े लोक, 
पुण्यात्मा वैष्णव, देखता तथा गन्धर्व उनकी सेवामें रहते 
है। राजा ययातिने अपनी पत्रीसहित निकट जाकर 
गन्धवोँद्रारा सेवित, देववृन्दसे घिरे, दुःख-क्लेहाहारी प्रभु 
नारायणको नमस्कार किया तथा उनके साथ जो अन्य 
वैष्णव पधारे थे, उन्होंने भी भक्तिपूर्वक भगवानूके दोनों 
चरण-कमलोंमें मस्तक झुकाया । परम तेजस्वी राजाको 
अणाम करते देख भगवान्‌ हृषीकेझने कहा--'महाराज ! 
मैं तुमपर बहुत संतुष्ट हूँ। तुम मेरे भक्त हो; अतः तुम्हारे 
मनमें यदि कोई दुर्लभ मनोरथ हो तो उसके लिये वर 


भूमिर्तण्ड ] 


माँगो । मैं उसे निस्सन्देह पूर्ण करूँगा ।' 

राजा खोले--मधुसूदन ! जगत्पते ! देवेश्वर ! 
यदि आप मुझपर सन्तुष्ट हैं तो सदाके लिये मुझे अपना 
दास बना लीजिये। 

भगवान्‌ श्रीविष्णुने कहा--महाभाग ! ऐसा ही 
होगा। तुम मेरे भक्त हो, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं 
है। राजन्‌! तुम अपनी पत्नीके साथ सदा मेरे लोकमें 
निवास करो। 

भगवान्‌की ऐसी आज्ञा पाकर उनकी कुपासे महाराज 
"ययाति परम प्रकाशमान विष्णुलोकमें निवास करने लगे । 


० ययातिका प्रजावर्गसहित वैकुण्ठयाम-गमन « 


३०९ 


इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है । जैसे जगतमें समुद्र परम 
पुण्यमय एवं प्रतिष्ठित माना गया है, उसी प्रकार इस 
संसारमें पिता-माताका भी महत्त्वपूर्ण स्थान है। ऐसा 
पौराणिक विद्वानोंका कथन है। जो पुत्र माता-पिताको 
कटुबचन सुनाता और: कोसता है, वह बहुत दुःख 
देनेवाले नरकमें पड़ता है। जो गृहस्थ होकर भी बूढ़े 
माता-पिताका पालन नहीं करता, बह पुत्र नरकमें पड़ता 
और भारी यातना भोगता है। जो दुर्नुद्धि एवं पापाचारी 
पुरुष पिताकी निन्दा करता है, उसके उस पापका प्रायश्चित्त 
आचीन विद्वानोंको भी कभी दृष्टिगोचर नहीं हुआ है ।* 


८_सुकर्मा कहते हैं--पिप्पलजी ! यह सम्पूर्ण“ विप्रबर ! यही सब सोचकर मैं प्रतिदिन माता- 


पापनाशक चरित्र मैंने आपको सुना दिया । संसारमें राजा 
ययातिका दिव्य एबं शुभ जीवनचरित्र परम कल्याण- 
दायक तथा पितृभक्त पुत्रोका उद्धार करनेवाला है। 
पिताकी सेवाके प्रभावसे पूरुको राज्य प्राप्त हुआ । 
पिता-माताके समान अभीष्ट फल देनेवाल्त्र दूसरा कोई 
नहीं है। जो पुत्र माताके बुलानेपर हर्षमें भरकर उसकी 
ओर जाता है, उसे गङ्गा्रानका फल मिलता है। जो 
माता और पिताके चरण पखारता है, बह महायशस्बी पुत्र 
उन दोनोंकी कृपासे समस्त तीथेकि सेवनका फल भोगता 
है। उनके शरीरको दबाकर व्यथा दूर करनेसे अश्वमेध 
यज्ञका फल मिलता है। जो भोजन और वस्त्र देकर 
माता-पिताका पालन करता है, उसे पृथ्वीदानका पुण्य 
आप्त होता है । गङ्गा और माता सर्वतीर्थमयी मानी गयी हैं, 


* पितृमातृसमं नास्ति अभीष्टफलदायकम्‌। । ******* 


पिताकी भक्तिपूर्वक पूजा करता हूँ और चरण दबाने 


“आदिकी सेवामें लगा रहता हूँ। मेरे पिता मुझे बुलाकर 


जो कुछ भी आज्ञा देते हैं, उसे मै अपनी शक्तिके 
अनुसार बिना विचारे पूर्ण करता हूँ। इससे मुझे सद्रति 
प्रदान करनेवाला उत्तम ज्ञान प्राप्त हुआ है । पिता-माताकी 
कृपासे संसारमें तीनों कालोंका ज्ञान सुलभ हो जाता है। 
पृथ्वीपर रहनेनाले जो मनुष्य माता-पिताकी भक्ति करते 
हैं, उन्हें यह ज्ञान प्रास होता है। मैं यहीं रहकर 
स्वर्गलोकतककी बातें जानता हूँ। विद्याधरश्रेष्ठ ! आप 
भी जाइये और भगवत्स्वरूप माता-पिताकी आराधना 
कीजिये । देखिये, इन माता-पिताके प्रसादसे ही मुझे 
ऐसा ज्ञान मिला है।† 

* भगवान्‌ श्रीविष्णु कहते हैं--राजन्‌! विप्रवर 


समाहूतो यदा पुत्रः प्रयाति मातरं प्रति। यो याति हर्षसंयुक्तो गङ्गास्नानफलं लभेत्‌ ॥ 2” 
पादप्रक्षालनै यक्ष कुरुते च महायशाः। सर्वतीर्थफलं भुङ्के प्रसादादुभयोः सुतः॥ ७” 


अङ्गसंयाहनाश्चाथ अश्वमेधफलं 


लभेत्‌ | भोजनाच्छादनैश्चैय गुरुं च परिपोषयेत्‌॥ ^ 


पृथ्वीदानस्य यत्पुण्यं तत्पुण्ये तस्य जायते । सर्वतीर्थमयी गङ्गा तथा माता न संशंयः॥४/ ˆ 
अहुपुण्यमयः सिन्धुर्यथा ल्लोके प्रतिष्ठितः | अस्मिन्नेव पिता तद्वत्‌ पुराणाः कवयो विदुः ॥४/7” 
चासते क्रोशते यस्तु पितरं मातरे पुनः।स पुत्रो नरकं याति बहुदुःखप्रदायकम्‌॥ "ˆ 
मातरं पितरे वृद्धौ गृहस्थो यो न पोषयेत्‌। स पुत्रो नरके याति वेदना प्रापुयाद घुबम्‌ ॥ ५” 
कुत्सते पापकर्ता' यो गुरं पुत्रः सुदुर्मतिः । निष्कृतिस्तस्य नोदिष्टा पुराणैः कविभिः कदा ॥(८४। ५--१३)४7 
+ एवे भत्वा त्वह विप्र पूजयामि दिने दिने। मातरं पितरै भक्त्यौ पादसंवाहनादिभिः ॥ ˆ 
कृत्याकृत्ये वदेचचैस समाहूय गुर्र्मम । तत्करोम्यचिचारेण शत्या स्वस्य च पिष्पछ ॥ 7” 


सेन ये परमं ज्ञानं संजातं गतिदायकम्‌] एतयोश्च - 


प्रसादेन -संसारे परिवर्तते ॥ ४ 


३१० = अर्चयस्व हृषीकेसं 


यदीच्छसि परं पदम्‌ + | संक्षिप्त पश्पुराण 


४५४४३३७५३५ ७७७३७४७ ४७७७७७७ ७७३३३३३३६३ ७७७७७७७७७७ ७७७५५ ७७७४७३७७७७ ७७७७४७४७६७ ००५७०७७७७७ ७७७७७७७७७७ ७७७७७७७ 


सुकर्माके मुखसे ये उपदेश सुनकर पिप्पलको अपनी 
करतूतपर बडी लज्जा आयी और वे द्विजश्रेष्ठ सुकर्माको 
प्रणाम करके स्वर्गको चले गये।' तत्पश्चात्‌ धर्मात्मा 


सुकर्मा माता-पिताकी सेवामें लग गये। महामते ! 
पितृतीर्थसे सम्बन्ध रखनेवाली ये सार्री बातें मैने तुम्हें 
बता दीं; बोलो अब और किस विषयका वर्णन करूँ ? 


>“ न्न 


गुरुतीर्थके प्रसङ्गमें महर्षि च्यवनकी कथा--कुञ्जल पक्षीका अपने पुत्र उञ्ज्वलको 


ज्ञान, ब्रत और 


खेनने कहा--भगवन्‌ ! देवदेवेश्वर! आपने 
मुझपर कृपा करके भार्यातीर्थ, परम उत्तम पितृतीर्थ एवं 
परम पुण्यदायक मातृतीर्थका वर्णन किया। हृषीकेश ! 
अब प्रसन्न होकर मुझे गुरुतीर्थकी महिमा बतलाइये। 
भगवान्‌ श्रीविष्णु बोले- -राजन्‌ ! गुरुतीर्थ 
बड़ा उत्तम तीर्थ है, मैं उसका वर्णन करता हूँ। गुरुके 
अनुग्रहसे शिष्यको लौकिक आचार-व्यवहारका ज्ञान 
होता है, विज्ञानकी प्राप्ति होती है और वह मोक्ष प्राप्त कर 
लेता है। जैसे सूर्य सम्पूर्ण लोकोंको प्रकाशित करते हैं, 
उसी प्रकार गुरु शिष्योंको उत्तम बुद्धि देकर उनके 
अन्तर्जगतको प्रकाशपूर्ण बनाते हैं* । सूर्य दिनमें प्रकाश 
करते हैं, चन्द्रमा रातमें प्रकाशित होते हैं और दीपक 
केवल घरके भीतर उजाला करता है; परन्तु गुरु अपने 
शिष्यके हृदयमें सदा ही प्रकाश फैलाते रहते हैं। वे 
शिष्यके आज्ञानमय अन्धकारका नाश करते हैं; अतः 
शिष्योकि लिये गुरु ही सबसे उत्तम तीर्थ हैं। यह 
समझकर शिष्यको उचित है कि वह सब तरहसे गुरुको 
प्रसन्न रखे। गुरुको पुण्यमय जानकर मन, वाणी और 
झरीर--तीनॉंकी क्रियासे उनकी आराधना करता रहे। 
नृपश्रेष्ठ ! भार्गव-वंशमें उत्पन्न महर्षि च्यवन 
मुनियोमें श्रेष्ठ थे ! एक दिन उनके मनमें यह विचार हुआ 
कि 'मैं इस पृथ्वीपर कब्न ज्ञानसम्पन्न होऊँगा।' इस 
मकार सोचते-सोचते उनके मनमें यह बात आयी कि 'मैं 
तीर्थयात्राको चलूँ; क्योंकि तीर्थयात्रा अभीष्ट फलको 


स्तोत्रका उपदेश 


देनेवाली है ।' ऐसा निश्चय करके वे पिता आदिको तथा 
पल्ली, पुत्र और घनको भी घरपर ही छोड़कर तीर्थयात्राके 
म्रसङ्गसे भूतलपर विचरने लगे । मुनीश्वर च्यवनने नर्मदा, 
सरस्वती तथा गोदावरी आदि समस्त नदियों और 
समुद्रके तटोंकी यात्रा की । अन्यान्य क्षेत्रों, सम्पूर्ण तीथों 
* तथा पुण्यमय देवताओंके स्थानोमें भ्रंमण किया । इस 
अकार यात्रा करते हुए वि ओंकारेश्वर ,तीर्थमे आये और 
एक बरगदकी शीतल छायामें बैठकर सुखपूर्वकं विश्राम 
करने लगे! उस वृक्षकी छाया ठंडी और थकावटको दूर 
करनेवाली थी। मुनिश्रेष्ठ च्यत्रन -वहाँ लेट गये। 
लेटे-लेटे ही उनके कानोंमें पक्षियॉका मनोहर शब्द 
सुनायी पड़ा, जो ज्ञान-विज्ञानसे युक्त था। उस वृक्षके 
ऊपर अपनी पत्नीके साथ एक दीर्घजीवी तोता रहता था, 
जो कुञ्जलके -नामसे प्रसिद्ध था। वह तोता बड़ा ज्ञानी 
था। उसके उज्ज्वल, समुज्ज्चल, विज्ज्वल और 
कपिझल--ये चार पुत्र थे। चारों ही माता-पिताके जड़े 
भक्त थे। चे भूखसे आकुल होनेपर चारा चुगनेके लिये 
पर्वतीय कुजं और समस्त द्वीपॉमें भ्रमण किया करते थे। 
उनका चित्त बहुत एकाम रहता था। सन्ध्याके समय 
मुनिर च्यबनके देखते-देखते ने चारों तोते अपने 
प्रिताके सुन्दर घॉसलेमें आये। वहाँ आकर उन सबने 
“माता-पिताको प्रणाम किया और उन्हें चारा निवेदन 
करके उनके सामने खंड़ें हो गये। तत्पश्चात्‌ अपने 
पंखोंकी शीतल हवासे माता-पिताकी सेवा करने लगे । 


ये सिप्रभक्ति कुर्वन्ति मानवा भुवि संस्थिताः | अज्स्थस्तदह जाने अघिस्वगे वर्तते ॥ 


एतयोश्च प्रसादेन ज्ञानं मम प्रदृश्यताम्‌।गच्छ 


विद्याधसश्रेष्ठ, भवानर्घतु माधवम्‌ ॥(८४। २४-१८) 


# सर्वेषामेव ल्मेकानां यथा सूर्यः प्रकाशक: । गुरुः मकाशकर्तदवच्छिष्याणां बुखिदानतः ॥ (८५।८) 


» गुरुतीर्थके प्रसङ्गमे महर्षि च्यवनकी कथा » 


३१९ 


कुञ्जल पक्षी अपनी पत्नीके साथ भोजन करकें जब तृप्त 
हुआ, तब पुत्रोके साथ बैठकर परम पवित्र दिव्य कथाएँ 
कहने रूगा। 
उम्ज्वलने कहा--पिताजी ! इस समय पहले मेरे 
लिये उत्तम ज्ञानका बर्णन कीजिये; इसके बाद ध्यान, 
ब्रत, पुण्य तथा भगवानके शत-नामका भी उपदेश 
दीजिमे। 
कुचल बोला--बेटा! मैं तुम्हें उस उत्तम 
ज्ञानका उपर्देश देता हूँ, जिसे किसीने इन चर्मचक्षुऑसे 
नहीं देखा है; उसका नाम है--कैवल्य (मोक्ष) । वह 
केवल--अद्वितीय और दुःखसे रहित है। जैसे 
बायुझूऱ्य प्रदेशमें रखा हुआ दीपक हवाका झोका न 
लगनेके कारण स्थिर भावसे जलता है और घरके समूचे 
आन्धकारका नाश करता रहता है, उसी भकार कैवल्य- 
स्वरूप ज्ञानमय आत्मा सब दोषॉसे रहित और स्थिर है। 
उसका कोई आधार नहीं है [ वही सबका आधार 
है ] ।* बेटा ! वह आझा-तृष्णासे रहित और निश्चल 
है। आत्मा न किसीका मित्र है न शत्रु । उसमें न शोक 
है, न हर्ष, न लोभ है न मात्सर्य । वह भ्रम, प्रलाप, मोह 
तथा सुख-दुःखसे रहित है । जिस समय इन्द्रियाँ सम्पूर्ण 
विषयोंमें भोग-बुद्धिका त्याग कर देती हैं, उस समय 
[सब प्रकारकी आसक्तियॉसे रहित] केवल आत्मा रह 
जाता. है; उसे कैवल्य-रूपकी प्राप्ति हो जाती है। जैसे 
दीपक प्रज्वलित होकर जब प्रकाश फैलाता है, तब 
बत्तीके आधारसे वह तेलको सोखता रहता है । फिर उस 
तेलको भी काजलके रूपमें उगल देता है। महामते ! 
दीपक स्वयं ही तेलको खींचता और अपने तेजसे निर्मल 
यना रहता है। इसी प्रकार देहरूपी बत्तीमें स्थित हुआ 
आत्मा कर्मरूपी तेलका शोषण करता रहता है। वह 
विषयोंका काजल बनाकर अत्यक्ष दिखा देता है और 
जपसे निर्मल होकर स्वये ही प्रकाशित होता है । उसमें 


ऋध आदि दोषॉका अभाव है । केश नामक वायु उसका 
स्पर्श नहीं करती । वह निःस्पृह और:निश्चल होकर स्वयं 
अपने तेजसे प्रकाशमान रहता है। स्वकीय स्थानपर 
स्थित रहकर ही अपने तेजसे सम्पूर्ण त्िलोकीको देखा 
करता है। यह आत्मा केवल ज्ञानस्वरूप है [इसीको 
परमात्मा कहते हैं] । इस परमात्माका ही मैंने तुमसे 
वर्णन किया है। 

अब मैं चक्रधारी भगवान्‌ श्रीविष्णुके ध्यानका 
वर्णन आरम्म करता हूँ। वह ध्यान दो प्रकारका 
है--निराकार और साकार । निराकारका ध्याम केबल 
ज्ञानरूपसे होता है, ज्ञाननेत्रसे उनका दर्शन किया जाता 
है। योगयुक्त महात्मा तथा परमार्थपरायण संन्यासी उन 
सर्वज्ञ एवं सर्वद्रष्टा परमेश्वरका साक्षात्कार करते हैं। 
वत्स ! वे हाथ-पैरसे हीन होकर भी संर्ब्रत्र जाते और 
समस्त चराचर त्रिलोकीको ग्रहण करते हैं। उनके मुख 
और नाक नहीं हैं, फिर भी वे खाते और सूँघते हैं। निना 
कानके ही सब कुछ श्रवण करते हैं। खे सबके साक्षी 
और जगत्के स्वामी हैं। रूपहीन होते हुए. भी पाँच 
इन्द्रियोंसे युक्त रूप धारण करते है । समस्त लोकॉके 
आण हैं। चराचर जगत्के जीन उनकी पूजा करते हैं। 
बिना जिह्वाके ही वे बोलते हैं। उनकी सब बातें 
वेदशाखोके अनुकूल होती है । उनके त्वचा नहीं है, फिर 
भी वे सबके स्पर्शका अनुभव करते हैं। उनका स्वरूप 
सत्‌ और आनन्दमय है; खे विरक्तारमा हैं । उनका रूप 
एक है। वे आश्रयरहित और जरावस्थासे शून्य हैं। 
ममता तो उन्हें छू भी नहीं गयी है। वे सर्वव्यापक, 
सगुण, निर्गुण और निर्मल है.। वे किसीके वशमे नहीं हैं 
तो भी उनका मन सन भक्तोके अधीन रहता है। जे सन 
कुछ देनेवाले और सर्वज्ञे श्रेष्ठ हैं । उनका पूर्णरूपसे 
ध्यान करनेवाला कोई महीं है। चे सर्वमय और सर्वत्र 
व्यापक हैं।† 


* यथा दीपो निवातस्थो निश्चलो वायुवर्जितः । प्रज्वलत्राशयेत्सर्वमन्थकारे 


महामते ॥ 


तद्वदोषनिहीनात्मा भवस्येव निरश्रयः। (८६। ५९-६०) 
+ घ्यानं चैव प्रवक्ष्यामि द्विखिधे तस्य चक्रिणः । केवलं. ज्ञानरूपेण दृस्यते ज्ञानचक्षुषा ॥ 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


इस प्रकार जो परमात्माके सर्वमय स्वरूपका ध्यान 
करता है, वह अमृतके समान सुखदायी और आकार- 
रहित परम पद (मोक्ष) को प्राप्त होता है।* 
अब परमात्माके ध्यानका दूसरा रूप--साकार 
ध्यान बतलाता हुँ । मूर्तिमान्‌ आकारके चिन्तनको साकार 
ध्यान कहते हैं तथा जो निरामय तत्वका चिन्तन है, उसे 
निराकार ध्यान कहा गया है । यह समस्त ब्रह्माष्ड, जिसकी 
कहीँ तुलना नहीं है, भगवान्‌की वासनासे ही वासित है-- 
भगवानमें ही इसका निवास है; इसीलिये उन्हें 'वासुदेव' 
कहते हैं। वर्षाके लिये उन्मुख मेघका जैसा वर्ण होता है, 
वैसा ही उनका भी वर्ण है | बे सूर्यके समान तेजस्वी, 
चतुर्भुज और देवताओकि स्वामी हैं। उनके दाहिने 
हाथॉमेसे एकमें सुवर्ण और रत्रोंसे विभूषित शङ्क शोभा पा 
रहा है। बायें हाथोंमेंसे एकमें चक्र प्रतिष्ठित है, जिसकी 
तेजोमयी आकृति सूर्यमण्डलके समान है। कौमोदकी 
गदा, जो बड़े-बड़े असुरोंका विनाश करनेवाली है, उन 
परमात्माके दूसरे बायें हाथमें सुशोभित है तथा उनके दूसरे 
दाहिने हाथमें सुगन्धपूर्ण महान्‌ पद्य शोभा पा रहा है । इस 
अकार आयुधोंसहित भगवान्‌ कमलापतिका ध्यान करना 
चाहिये। शङ्खके समान ग्रीवा, गोल-गोल मुख और 
पद्मपत्रके समान बड़ी-बड़ी आँखें अत्यन्त मनोहर जान 


पड़ती हैं। रलेकि समान चमकीले दाँतोंसे भगवान्‌ 
हषीकेशकी बड़ी शोभा हो रही है । उनके घुँघराले बाल हैं, 
बिम्बाफलके समान लाल-लाल ओठ हैं तथा मस्तकपर 
धारण किये हुए किरीटसे कमल-नयन श्रीहरि अत्यन्त 
सुशोभित हो रहे हैं। विशाल रूप, सुन्दर नेत्र तथा 
कौस्तुभमणिसे उनकी कान्ति बहुत बढ़ गयी है। सूर्यके 
समान तेजसे प्रकाशित होनेवाले कुष्डल और पुण्यमय 
श्रीवत्स-चिहसे श्रीहरि सदा देदीप्यमान दिखायी देते हैं । 
उनके इयामविग्रहपर नाजूबन्द, कंगन और मोतियॉके हार 
नक्षत्रॉके समान छनि पा रहे हैं । इनसे सुशोभित भगवान्‌ 
विजय विजयी पुरुषोमें सर्वश्रेष्ठ जान पड़ते है । सोनेके 
समान रंगवारे पीताम्बरसे गोविन्दकी सुषमा और भी बढ़ 
गयी है। रत्रजटित मुँदरियॉसे सुशोभित अंगुलियोके 
कारण भगवान्‌ बड़े सुन्दर प्रतीत होते हैं । सब प्रकारके 
आयुधॉसे पूर्ण और दिव्य आभूषणोंसे विभूषित श्रीहरि 
गरुड़की पीठपर विराजमान हैं । वे इस विश्वके स्रष्टा और 
जगत्के स्वामी हैं। जो मनुष्य इस प्रकार भगवानकी 
मनोहर झाँकीका प्रतिदिन अनन्य चित्तसे ध्यान करता है, 
बह सब पापॉंसे मुक्त हो अन्तमें भगवान्‌ श्रीविष्णुके 
लोकको जाता है। बेटा ! इस जगदीश्वरके ध्यानका यह 
सारा प्रकार मैने तुम्हें बता दिया।† 


योगयुक्ता महात्मानः परमार्थपरायणाः । थं पश्यन्ति यतीन्द्रास्ते सर्वज्ञं सर्वदर्शकम्‌॥ 
हस्तपादादिहीनक्ष॒ सर्वत्र परिगच्छति। सबै गृह्णाति त्रैलोक्यं स्थावरं जङ्गमं सुत॥ 
मुखनासाबिहीनस्तु घाति भुङ्के हि पुत्रक। अकर्णः शृणुते सर्व सर्वसाक्षी जगत्पतिः ॥ 
अरूपो रूपसम्पत्रः पञ्चबर्गसमन्वितः । सर्वलोकस्य यः प्राण: पूजितः सचराचरैः ॥ 
अजिह्ो वदते सवै बेदशाखानुगै सुत। अत्वचः स्पर्शमेवापि सर्वेषामेव जायते॥ 
“सदानन्दो विरक्तात्मा एकरूपो निराश्रयः । निर्जरो निर्ममो व्यापी सगुणो निर्गुणोऽमलंः ॥ 


अवश्यः सर्ववश्यात्मा सर्वदः सर्ववित्तमः। तस्य ध्याता न चैवास्ति स वै सर्वमयो विधुः ॥ (८६ । ६९-७६) 
* एवे सर्वमर्य ध्यानं पश्यते यो महात्मनः! स याति परमं स्थानममूर्तममृतोपमम्‌॥ (८६ । ७७) 


+ द्वितीय तु प्रवक्ष्यामि हास्य ध्यानै महात्मनः । मूर्ताकारं तु साकार निराकारं निरामयम्‌ ॥ 
ब्रह्माण्डं सर्वमतुरूं घासिते यस्य खासनात्‌। स तस्पाद्‌ बासुदेवेति उच्यते मम नन्दन ॥ 
वर्षमाणस्य मेधस्य यद्वै तस्य॒ तद्धवेत्‌ । सूर्यतेजःप्रतीकारं चतुर्बाहुं सुरेश्वरम्‌॥ 
दक्षिणे शोभते रङ्गो हेमरल्रविभूषितः। सूर्यनिम्बसमाकारं चक्रं पद्मप्रतिष्ठितम्‌॥ 
कौमोदकी गदा तस्य महासुरविनाशिनी । यामे च शोभते वत्स करे तस्व महात्मनः ॥ 
महापर्च तु गन्धाळ्ये तस्य दक्षिणइस्तगम्‌ । शोभमानं सदा ध्यायेत्‌ सायुर्घ कमलाप्रियम्‌॥ 
कम्बुग्रीवं  वृत्तमास्ये पदापत्रनिभेक्षणम्‌ ¡ राज्यान॑ हषीकेशं दशनैः रलसन्निपैः ॥ 


भूमिखण्ड ] * गुरुतीर्थके प्रसङ्गसे महर्षि च्यवनका कथा ० ३१३ 


220७000002७90००००१०००१००००९०५०९०९०७००७००७७०७०७००००-०००७०००००००९:०७०-९७:३००७७००००००:००२०-००००-०७०:३००००२००७००-९०७००९०. 


अन ब्रतोंके भेद बताता हूँ, जिनके द्वारा भगवान्‌ ज्ञानद, ज्ञानदायक, अच्युत, सबल, चन्द्रवक्त्र 


श्रीनिष्णुकी आराधना होती है। जया, विजया, 
पापनाशिनी, जयन्ती, त्रिःस्पृशा, वञ्जुली, तिलगन्धा, 
अखण्डा तथा ममोरक्षा--ये सब एकादशी या 
द्वादशियोंके भेद हैं। इनके सिवा और भी बहुत-सी ऐसी 
तिथियाँ हैं, जिनका प्रभाव दिव्य है । अशून्यशयन और 
जन्माष्टमी--ये दोनों महान्‌ नत हैं। इन त्रतोंका आचरण 
करनेसे प्राणियोकि सब पाप दूर हो जाते हैं। 

पुत्र! अब भगवानके शतनाम-स्तोत्रका वर्णन 
करता हूँ। यह मनुष्योकी पापराशिका नाशक और उत्तम 
गति प्रदान करनेवाला है । विष्णुके इस शतनाम-स्तोत्रके 
ऋषि ब्रह्मा, देवता ओंकार तथा छन्द अनुष्टुप है । सम्पूर्ण 
कामनाओंकी सिद्धि तथा मोक्षके निमित्त इसका 
विनियोग किया जाता है।* 

हृषीकेशा (इन्द्रियोके स्वामी), केशव, मधुसूदन 
(मधु दैत्यको मारनेबाले), सर्वदैत्यसूदन (सम्पूर्ण 
दैत्योके संहारक), नारायण, अनामय (रोग-शोकसे 
रहित), जयन्त, विजय, कृष्ण, अनन्त, वामन, विष्णु, 
विश्वेश्वर, पुण्य, विश्वात्मा, सुरार्चित (देवताओंद्वारा 
पूजित), अनघ (पापरहित), अघहर्ता, नारसिंह, श्रीप्रि 
(कक्ष्मीके प्रियतम), श्रीपति, श्रीधर, श्रीद (लक्ष्मी 
प्रदान करनेवाले), श्रीनिवास, महोदय (महान्‌ 
अभ्युदयजञाली), श्रीराम, माधव, मोक्ष, क्षमारूप, 
जनार्दन, सर्वज्ञ, सर्ववेत्ता, सर्वेश्वर, सर्वदायक, हरि, 
मुरारि, गोविन्द, पद्मनाभ, प्रजापति, आनन्द, ज्ञानसम्पन्न, 


(चन्रमाके समान मनोहर मुखवाले), व्याप्तपरावर 
(कार्य-कारणरूप सम्पूर्ण जगतमें व्याप्त), योगेश्वर, 
जगद्योनि (जगतूकी उत्पत्तिके स्थान), ब्रह्मरूप, महेश्वर, 
मुकुन्द, वैकुण्ठ, एकरूप, कवि, धुव, वासुदेव, महादेव, 
ज्ञाह्मण्य ब्राह्मण-प्रिय, गोप्रिय, गोहित, यज्ञ, यज्ञाङ्ग, 
यज्ञवर्धन (यज्ञोंका विस्तार करनेवाले), यज्ञ-भोक्ता, 
खेद-वेदाङ्गपारग, चेदज्ञ, वेदरूप, विद्याबास, सुरेश्वर, 
अत्यक्ष, महाहेस, शङ्खपाणि, पुरातन, पुष्कर, पुष्कराक्ष, 
वाराह, धरणीघर, प्रद्ुन्नन कामपाल, व्यासध्यात 
(व्यासजीके द्वारा चिन्तित), महेश्वर (महान्‌ ईश्वर), 
सर्वसौख्य, महासौख्य, सांख्य, पुरुषोत्तम, योगरूप, 
महाज्ञान, योगीश्वर, अजित, प्रिय, असुरारि, लोकनाथ, 
पद्महस्त, गदाधर, गुहाबास, सर्ववास, पुण्यवास, 
महाजन, वृन्दानाथ, बृहत्काय, पावन, पापनाशन, 
गोपीनाथ, गोपसख, गोपाल, गोगणाश्रय, परात्मा, 
पराधीश, कपिल तथा कार्यमानुष (संसारका उद्धार 
करनेके लिये मानव-शरीर धारण करनेवाले) आदि 
नामोंसे प्रसिद्ध सर्वस्वरूप परमेश्वरको मै प्रतिदिन मन, 
वाणी तथा क्रियाद्वारा नमस्कार करता हूँ। जो पुण्यात्मा 
पुरुष झातनामस्तोत्र पढ़कर स्थिरचित्तसे भगवान्‌ 
श्रीकृच्णकी स्तुति करता है, वह सम्पूर्ण दोषोंका त्याग 
करके इस लोकमें पुण्यस्वरूप हो जाता है तथा अन्तमें 
वह भगवान्‌ मधुसूदनके लोकको प्राप्त होता है। यह 
कातनाम-स्तोत्र महान्‌ पुण्यका जनक और समस्त 


गुडाकेशाः सन्ति यस्य अधरं बिम्बसत्रिभभ्‌ । शोभते पुण्डरीकाक्षः किरीटेनापि पुत्रक ॥ 
विशालेनापि रूपेण केशवस्तु सुचक्षुषा । कौस्तुभेनापि वै तेन राजमानो जनार्दनः ॥ 
सूर्यतेजःप्रकाशाभ्यो कुण्डलाभ्यां प्रभाति च । श्रीवत्साङ्केन पुण्येन सर्वदा राजते हरिः ॥ 
केयूरकङ्कणेहरैमीक्तिकैक्षसन्निभैः ॥ बपुषा भ्राजमानस्तु विजयो जयतां वरः ॥ 

राजते सोऽपि गोविन्दो हेमवर्णेन वाससा । मुद्रिकारलयुक्ताभिरङ्गलीभिर्विराजते ॥ 
सर्वायुधैः सुसंपूर्णो दिव्यैराभरणैहरिः । वैनतेयसमारूढो लोककर्ता जगत्पतिः ॥ 

एवं तं ध्यायते नित्यमनन्यमनसा नरः । मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोक स गच्छति ॥ 
एतत्ते सर्वभाख्यातं भ्यानमेचं जगत्पतेः |¦ (<६। ७८--९२) 


# कातनाम-स्तोत्रका विनियोग इस प्रकार है--'3> अस्य श्रीविष्णुशतनामस्तोत्रस्य अझा ऋषिरनुष्ठप्‌ छन्द प्रणवो देवता 
सर्वकामिकसंसिद्यै मोक्षार्थे च जपे विनियोगः । 


३९४ * अर्चयस्व हृषीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ » £ संक्षिप्त पद्मपुराण 


24%%%०७४४५९५४७००५७४७७३७०५७७४७७७५७७४०»५»»४४35235+:5:»»»४५०४४५ २७७७७७७७०० ७७७७३७ ७७०७३५७ ७७७७७७७७७७ ४४०89. 


पातकोंकी शुद्धि करनेवाला है। मनुष्यको ध्यानयुक्त 
होकर अनन्यचित्तसे इसका जप और चिन्तन करना 
चाहिये। प्रतिदिन इसका जप करनेवाले पुरुषको 
नित्यप्रति गङ्गा्नानका फल मिलता है। इसलिये 
सुस्थिर और एकाग्रचित्त होकर इसका जप करना 
उचित है।* 
सुखकी इच्छा रखनेवाले पुरुषको चाहिये कि जहाँ 
शाल्ग्रामकी शिला तथा द्वारकाकी शिला (गोमतीचक्र) 
हों, उन दोनों शिलाओके समीप पूर्वोक्त स्तोत्रका जप 
करे। ऐसा करनेसे वह संसारमें नाना प्रकारके सुख 
भोगकर अन्तमें अपने सहित एक सौ एक पीढ़ीका 
उद्धार कर देता है। जो कार्तिकमें प्रतिदिन प्रातःस्रान 
करके मधुसूदनकी पूजा करता और भगवानके सामने 


कातनाम-स्तोत्रको पढ़ता है, बह परमगतिको प्राप्त होता 
है। बेटा ! माघ-स्रान करनेवाला पुरुष यदि भगवानूकी 
पूजा करके उनका ध्यान करता और इस स्तोत्रका जप 
अथवा श्रवण करता है तो वह मदिरा-पान आदिसे 
होनेवाले पापोंका भी त्याग करके परमपदको प्राप्त होता 
है। बिना किसी विघ्के उसे विष्णुपदकी प्राप्ति हो जाती 
है। जो मनुष्य श्राद्ध-कालमें भोजन करनेवाले ब्राह्मणोंके 
सामने इस पापनाशक शतनाम-स्तोत्रका पाठ करता है, 
उसके पितर संतुष्ट होकर परमगतिको प्राप्त होते हैं। यह 
स्तोत्र सुख तथा मोक्ष प्रदान करनेवाला है। निश्चय ही 
इसका जप करना चाहिये। जपकर्ता मनुष्य भगवान्‌ 
श्रीविष्णुकी कृपासे पूर्ण सिद्ध हो जाता है--उसे सब 
प्रकारकी सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं। 


स्त और ललल 


*झतनामस्तोत्रका मूल पाठ इस प्रकार है-- 
नमाम्यहं हृषीकेश केशवं मधुसूदनम्‌ । सूदने सर्वदैत्यानां नारायणमनामयम्‌ ॥ 
जयन्तं विजयं कृष्णमनन्तं वामनं तथा विष्णु विश्वेश्वर पुण्यं विश्वात्मानं सुरर्थितम्‌॥ 
अनमे ल्वघडर्तारे नारसिंहं श्रियःप्रियम्‌। श्रीपतिं श्रीधरे श्रीदं श्रीनिवासं महोदयम्‌ ॥ 
श्रीरामं माधवं मोक्षं क्षमारूपं जनार्दनम्‌ । सर्वज्ञ सर्ववेत्तारं सर्वेशे सर्वदायकम्‌ ॥ 
हरिं मुरारि गोविन्द पढ़ानाभ॑ प्रजापतिम्‌। आनन्द ज्ञानसम्पन्नं ज्ञानदं ज्ञानदायकम्‌ ॥ 
अच्युतं सबले चन्द्रखक्त्रे ख्याप्पपरावरम्‌ | योगेश्वरं जगद्योनिं ब्रह्मरूपे महेश्वरम्‌ ॥ 
मुकुन्द चापि वैकुण्ठमेकरूपं किं धघुवम्‌। वासुदेवं महादेवं ब्रह्मण्यं ब्राह्मणप्रियम्‌ ॥ 
गोग्रियं गेहिते यज्ञ यशङ्गं यज्ञवर्घनम्‌। यशस्यापि सुभोक्तार वेदवेदाङ्गपारगम्‌ ॥ 
बेदशे चेदरूपे वै बिद्यावासँ सुंरेश्वरम्‌। प्रतक्ष च महाहंसं शाद्धपाणि पुरातनम्‌॥ 
पुष्करे पुष्कराक्षं च वाराहं धरणीधरम्‌ । ग्रयुप्रें कामपालं च ्यासध्यातं महेश्वरम्‌ ॥ 
सर्वसौख्यं महाशौख्मं सांख्यं च पुरुषोत्तमम्‌। योगरूपं महाज्ञानं -योगीशमजितं प्रियम्‌ ॥ 
असुरारिं -लोकनाथे पद्महस्तं गदाधरम्‌ | गुहावासे सर्ववासं पुण्यवासं महाजनम्‌ ॥ 
यृन्दानाथे खृहत्कायं पावन पापनाशनम्‌ । गोपीनाथ गोपसखे गोपाल गोगणाश्रयम्‌ ॥ 
परात्मानं पराधीश कपिलं कार्यमानुषम्‌। नमामि निखिलं नित्यं मनोवाक्कायकर्नभिः ॥ 


नाम्रां शतेनापि तु पुण्यकर्ता यः स्तौति कृष्ण मनसा स्थिरेण । स याति लोक मधुसूदनस्य विहाय दोषानिह पुण्यधूतः ॥ 

नाम्नां शालं महापुण्यं सर्वपातकशोधनम्‌। अनन्यमनसा ध्यायेज्जपेद्ध्यानसमन्वितः ॥ 

नित्यमेबं नरः पुण्यं गङ्भात्रानफरूं ूभेत्‌। तस्मात्तु सुस्थिरो भूत्वा समाहितमना जपेत्‌॥ 
(८७॥ ९--२५) 


भूमिखण्ड ] 


* कुझअलका अपने पुत्र बिज्बलको उपदेश » 


३१५ 


कुञ्जलका अपने पुत्र विज्बलको उपदेश--महर्षि जैमिनिका सुबाहुसे दानकी महिमा 
कहना तथा नरक और स्वर्गमें जानेवाले पुरुषोंका वर्णन 


तदनन्तर कुञ्जलने अपने पुत्र विज्वलको उपदेश 
देते हुए कहा--'बेटा ! प्रत्येक भोगमें शुभ और अशुभ 
कर्म ही कारण हैं। पुण्य-कर्मसे जीव सुख भोगता है 
और पाप-कर्मसे दुःखका अनुभव करता है। किसान 
अपने खेतमें जैसा बीज बोता है, बैसा ही फल उसे प्राप्त 
होता है । इसी प्रकार जैसा कर्म किया जाता है, बैसा हां 
'फलका उपभोग किया जाता है । इस दारीरके विनाशका 
कारण भी कर्म ही है। हम सब लोग कर्मके अधीन हैं। 
संसारमें कर्म ही जीबोंकी संतान है। कर्म ही उनके 
बन्धु-बान्धव हैं तथा कर्म ही यहाँ पुरुषको सुख-दुःखमें 
अवृत्त करते हैं। जैसे किसानको उसके भ्रयलके अनुसार 
खेतीका फल प्राप्त होता है, उसी प्रकार पूर्वजन्मका किया 
हुआ कर्म ही कर्ताको मिलता है। जीन आपने कमेकि 
अनुसार ही देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी और स्थावर 
योनियोंमें जन्म लेता है तथा उन योनियोमें बह सदा 
अपने किये हुए कर्मको ही भोगता है। दुःख और सुख 
दोनों अपने ही किये हुए कमेकि फल हैं । जीव गर्भकी 
शय्यापर सोकर पूर्व-शरीरके किये हुए शुभाशुभ कर्मोका 
'फल भोगता है । पृथ्बीपर कोई भी पुरुष ऐसा नहीं है, जो 
पूर्वजन्मके किये हुए कर्मको अन्यथा कर सके । सभी 
जीव आपने कमाये हुए सुख-दुःखको ही भोगते हैं। 
भोगके बिना किये हुए कर्मका नाश नहीं होता । 
पूर्वजन्मके बन्धनस्वरूप कर्मको कौन मेटा सकता है। 
बेरा ! विषय एक प्रकारके विघ्न हैं। जरा आदि 
अवस्थाएँ उपद्रव हैं। ये पूर्वजन्मके कर्मोसे पीड़ित 
मनुष्यको पुनः-पुनः पीड़ा पहुँचाते रहते हैं । जिसको जहाँ 
भी सुख या दुःख भोगना होता है, दैव उसे बलपूर्वक 
वहाँ पहुँचा देता है, जीव कर्मोंसे बधा रहता है। 
प्रारधको ही जीवॉके सुख-दुःखका उत्पादक नताया 
गया है। 
महाप्राज्ञ ! चोल देशमें सुबाहु नामके एक राजा हो 
गये हैं। जैमिनि नामके ब्राह्मण उनके पुरोहित थे। एक 


दिन पुरोहितने राजा सुबाहुको सम्बोधित करके कहा-- 
“रजन्‌! आप उत्तम-उत्तम दान दीजिये। दानके ही 
प्रभावसे सुख भोगा जाता है । मनुष्य मरनेके पश्चात्‌ 
दानके ही बलसे दुर्गम रोकोंको प्राप्न होता है । दानसे 
सुख और सनातन यशकी प्राप्ति होती है। दानसे ही 
मर्ल्यलोकमें मनुष्यको उत्तम कीर्ति होती है। जबतक इस 
जगतमें कीर्ति स्थिर रहती है, तबतक उसका कर्ता 
स्वर्गलोकमें निवास करता है। अतः मनुष्योंको चाहिये 
कि वे पूर्ण प्रयत्न करके सदा दान करते रहेँ ।' 

राजाने पूछा--द्विजश्रेष्ठ ! दान और तपस्या-- 
इन दोमें दुष्कर कौन है ? तथा परलोकमें जानेपर कौन 
महान्‌ फलको देनेवाला होता है ? यह मुझे बतलाइये । 

जैमिनि बोले--राजन्‌ ! इस पृथ्वीपर दानसे 
बढ़कर दुष्कर कार्य दूसरा कोई नहीं है । यह जात प्रत्यक्ष 
देखी जाती है। सारा लोक इसका साक्षी है। संसारमें 
लोभसे मोहित मनुष्य धनके लिये अपने प्यारे प्राणोंकी 
भी परवा न करके समुद्र और घने जंगलॉमें प्रवेश कर 
जाते हैं । कितने ही मनुष्य धनके लिये दूसरोंकी सेवातक 
स्वीकार कर लेते हैं । विद्वान्‌ लोग धनके लिये पाठ करते 
हैं तथा दूसरे-दूसरे लोग धनकी इच्छासे ही हिंसापूर्ण 
और कष्टसाध्य कार्य करते हैं। इसी प्रकार कितने ही 
लोग खेतीके कार्यमें संलग्न होते हैं। इस तरह दुःख 
उठाकर कमाया हुआ धन प्राणोंसे भी अधिक प्रिय जान 
पड़ता है। ऐसे धनका परित्याग करना अत्यन्त कठिन 
है। महाराज ! उसमें भी जो न्यायसे उपार्जित धन है, 
उसे यदि श्रद्धापूर्वक विधिके अनुसार सुपात्रको दान 
दिया जाय तो उसका फल अनन्त होता है। श्रद्धा देवी 
धर्मकी पुत्री हैं, वे विश्वको पवित्र एवं अभ्युदयशील 
बनानेवाली हैं। इतना ही नहीं, वे सावित्रीके समान 
पावन, जगतको उत्पन्न करनेवाली तथा संसारसागरसे 
उद्धार करनेबाली हैं। आत्मबादी विद्वान्‌ श्रद्धासे ही 
धर्मका चिन्तन करते हैं। जिनके पास किसी भी वस्तुका 


३२८६ 


» अर्चयस्व इथीकेरं यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


44४2५४४४४५१३५ ७७७५५४०५७५ ७७७३६५०५५७ ७७७७६७६७७७ ७५५ ७५७७७३७७७० ५७ ७४७४६ ४००००७५७७७७०७७७७०७७%७० ७७७७७७७७७७ 


संग्रह नहीं है, ऐसे अकिञ्चन मुनि श्रद्धालु होनेके कारण 
ही स्वर्गको आए हुए हैं।* 
नृपश्रेष्ठ ! दानके कई प्रकार है । परन्तु अन्नदानसे 
बढ़कर प्राणियोंको सद्गति प्रदान करनेवाला दूसरा कोई 
दान नहीं है। इसलिये जलसहित अन्नका दान अवश्य 
करना चाहिये। दानके समय मधुर और पवित्र वचन 
बोलनेकी भी आवश्यकता है । अन्नदान संसार-सागरसे 
तारनेवाला, हितसाधक तथा सुख-सम्पतिका हेतु है। 
यदि शुद्ध चित्तसे श्रद्धापूर्वक सुपात्र व्यक्तिको एक बार 
भी अन्नका दान दिया जाय तो मनुष्य सदा ही उसका 
उत्तम फल भोगता रहता है! अपने भोजनमेंसे मुट्ठीभर 
अन्न 'अअग्रास'के रूपमे अवझ्य दान करना चाहिये। 
उस दानका बहुत बड़ा फल है, उसे अक्षय बताया गया 
है। जो प्रतिदिन सेरभर या मुट्ठीभर भी अन्न न दे सके, 
वह मनुष्य पर्स आनेपर आस्तिकता, श्रद्धा तथा भक्तिके 
साथ एक आहाणको भोजन करा दे। राजन्‌! जो 
मतिदिन ब्राह्मणको अन्न देते और जलसहित मिष्टान्न 
भोजन कराते हैं, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं। वेदेकि 
पारगामी ऋषि अन्नको ही प्राणस्वरूप बतलाते हैं; 
अन्नकी उत्पत्ति अमृतसे हुई है। महाराज ! जिसने 
किसीको अन्नका दान किया है, उसने मानो प्राणदान 
दिया है । इसलिये आप यल करके अन्नका दान दीजिये । 
सुआहुने कहा--ट्रिजश्रेष्ठ ! अब मुझसे स्वर्गके 
गुणोंका वर्णन कीजिये । 
जैमिनि बोले--राजन्‌ ! स्वर्गमें नन्दनवन आदि 
अनेकों दिव्य उद्यान हैं, जो अत्यन्त मनोहर, पवित्र और 
समस्त कामनाओंको पूर्ण करनेवाले हैं । इनके सिवा वहाँ 
परम सुन्दर दिव्य विमान भी हैं। पुण्यात्मा मनुष्य उन 
निमानोंपर सुखपूर्वक विचरण किया करते हैं। वहाँ 
नास्तिक नहीं जाते; चोर, असंयमी, निर्दय, चुगलूखोर, 
कृतघ्र और अभिमानी भी नहीं जाने पाते। जो सत्यके 


आधारपर रहनेवाले, शूर, दयालु, क्षमाशील, याज्ञिक 
तथा दानशील हैं, वे ही मनुष्य वहाँ जाने पाते हैं । वहाँ 
किसीको रोग, बुढ़ापा, मृत्यु, शोक, जाड़ा, गर्मी, भूख, 
प्यास और ग्लानि नहीं सताती । राजन्‌ ! ये तथा और भी 
जहुत-से स्वर्गलोकके गुण हैं। अन वहाँके दोषोंका 
वर्णन सुनिये । वहाँ सबसे बड़ा दोष यह है कि दूसरोंकी 
अपनेसे बढ़ी हुई सम्पत्ति देखकर मनमें असंतोष होता है 
तथा स्वर्गीय सुखमें आसक्त चित्तवाले प्राणियोंका [पुण्य 
क्षीण होते ही] सहसा वहाँसे पतन हो जाता है । यहाँ जो 
शुभ कर्म किया जाता है, उसका फल वहीं (स्वर्गमें) 
भोगा जाता है। रजन्‌! यह कर्मभूमि है और स्वर्गको 
भोगभूमि माना गया है। 

सुखाहूने कहा-- ब्रह्मन्‌! स्वर्गके अतिरिक्त जो 
दोषरहित सनातन लोक हों, उनका मुझसे वर्णन कीजिये । 

जैमिनि बोले--राजन्‌ ! ब्रह्मलोकसे ऊपर 
भगवान्‌ श्रीविष्णुका परम पद है । बह शुभ, सनातन एवं 
ज्योतिर्मय धाम है। उसीको परब्रह्म कहा गया है। 
विषयासक्त मूढ़ पुरुष वहाँ नहीं जा सकते । दम्भ, लोभ, 
भय, क्रोध, द्रोह और द्वेषसे आक्रान्त मनुष्योंका वहाँ 
प्रवेश नहीं हो सकता । जो ममता और अहंकारसे रहित, 
निईन््र, जितेन्द्रिय तथा घ्यान-योगपरायण हैं, चे साधु 
पुरुष ही उस धाममें प्रवेश करते हैं। 

सुबाहुने कहा--महाभाग ! मैं स्वर्गमें नहीं 
जाऊंगा, मुझे उसकी इच्छा नहीं है। जिस स्वर्गसे एक 
दिन नीचे गिरना पड़ता है, उसकी प्राति करानेवाल्त्र कर्म 
ही मैं नहीं करूँगा। मैं तो घ्यानयोगके द्वारा देवेश्वर 
'लक्ष्मीपतिका पूजन करूँगा और दाह तथा प्रलयसे रहित 
निष्णु-लोकमें जाऊँगा । 

जैमिनि ओोले--राजन्‌ ! तुम्हारा कहना ठीक है, 
तुमने सबके कल्याणकी बात कही है। वास्तवमें राजा 
दानशील हुआ करते हैं। वे बड़े-बड़े यज्ञोॉद्वारा भगवान्‌ 


ॐ श्रद्धा धर्मसुता देवी पावनी विश्वर्भाविनी ॥ 
सावित्री प्रसवित्री च संसारार्णवतारिणी | श्रद्धया घ्यायते घर्मो विद्वद्भिश्चात्वाद्भिः ॥ 


निष्किखनास्तु सुनयः श्रद्धावन्तो दिवं गताः। 


९९४ | ४ड४--४६) 


श्रीविष्णुका यजन करते हैं। यञ्चोमे सब प्रकारके दान 
दिये जाते हैं। उत्तम यज्ञॉमें पहले अन्न और फिर वरू 
एबं ताम्बूलका दान किया जाता है। इसके बाद 
सुबर्णदान, भूमिदान और गोदानकी बात कही जाती है। 
इस प्रकार उत्तम यज्ञ करके राजालोग अपने शुभ कर्मेकि 
फलस्वरूप बिष्णुलोकमें जाते हैं। दानसे तृप्तिलाभ करते 
और संतुष्ट रहते हैं। अतः राजेन्द्र! आप भी 
न्यायोपार्जित धनका दान कीजिये। दानसे ज्ञान और 
ज्ञानसे आपको सिद्धि प्राप्त होगी। 
जो मनुष्य इस उत्तम और पवित्र आख्यानका श्रवण 
करेगा, बह सब पापोंसे मुक्त होकर विष्णुलोकमें जायगा । 
सुबाहुने पूछा--ज्रहान्‌ ! मनुष्य किस दुष्कर्मसे 
नरकमें पड़ते हैं और किस शुभकर्मके प्रभावसे स्वर्गमें 
जाते हैं ? यह बात मुझे बताइये। 
जैमिनिने कहा---जो द्विज लोभसे मोहित हो 
पावन त्राह्मणत्वका परित्याग करके कुकर्मसे जीविका 
चलाते हैं, वे नरकगामी होते हैं। जो नास्तिक हैं, जिन्होंने 
धर्मकी मर्यादा भङ्ग की है; जो काम-भोगके लिये 
उत्कण्ठित, दाम्भिक और कृतप्र हैं; जो त्राह्मणॉंको धन 
देनेकी प्रतिज्ञा करके भी नहीं देते, चुगली खाते, 
अभिमान रखते और झूठ बोलते हैं; जिनकी बातें परस्पर 
विरुद्ध होती हैं; जो दूसरोंका धन हड़प लेते, दूसरोंपर 
कलङ्क लगानेके लिये उत्सुक रहते और परायी सम्पत्ति 
देखकर जलते हैं, वे नरकमें जाते हैं। जो मनुष्य सदा 
आणियॉके प्राण लेनेमें लगे रहते, परायी निन्दामें प्रवृत्त 
होते; कुएँ, बगीचे, पोखरे और पौंसलेको दूषित करते; 
सरेवरोंको नष्ट-भ्रष्ट करते तथा शिशुओं, भृत्यों और 
अतिथियोको भोजन दिये बिना ही स्वयं भोजन कर लेते 
हैं; जिन्होंने पितृयाग (श्राद्ध) और देवयाग (यज्ञ)का 
त्याग कर दिया है, जो संन्यास तथा अपने रहनेके 
आश्रमको कलङ्कित करते हैं और मित्रोपर लाच्छन 
लगाते है, वे सब-के-सब नरकगामी होते हैं। 
जो प्रयाज नामक यज्ञों, शुद्ध चित्तवाली कन्याओं, 
साधु पुरुषों और गुरुजनोंको दूषित करते हैं; जो काठ, 


कौल, शूल अथवा पत्थर: गाड़कर रास्ता रोकते हैं, 


'कामसे पीड़ित रहते और सन वर्णेकि यहाँ भोजन कर 
लेते हैं तथा जो भोजनके लिये द्वारपर आये हुए 
जीविकाहीन ब्राह्मणोंकी अवहेलना करते हैं, थे नरकोंमें 
पड़ते हैं। जो दूसरोंके खेत, जीविका, घर और प्रेमको 
नष्ट करते हैं; जो हथियार बनाते और धनुष-बाणका 
विक्रय करते हैं; जो मूढ़ मानव अनाथ, वैष्णव, दीन, 
रोगातुर और वृद्ध पुरुषोंपर दया नहीं करते तथा जो 
पहले कोई नियम लेकर फिर संयमहीन होनेके कारण 
चङ्कलतावश उसका परित्याग कर देते हैं, वे नरकगामी 
होते हैं। 

अब मैं स्वर्गगामी पुरुषोंका वर्णन करूँगा। जो 
मनुष्य सत्य, तपस्या, ज्ञान, ध्यान तथा स्वाध्यायके द्वारा 
धर्मका अनुसरण करते हैं, वे स्वर्गगामी होते हैं। जो 
प्रतिदिन हवन करते तथा भगवान्‌के ध्यान और 
देवताओकि पूजनमें संलभ रहते हैं, वे महात्मा 
स्वर्गलोकके अतिथि होते हैं। जो बाहर-भीतरसे पवित्र 
रहते, पवित्र स्थानमें निवास करते, भगवान्‌ वासुदेवके 
भजनमें लगे रहते तथा भक्तिपूर्वक श्रीविष्णुकी शरणमें 
जाते है; जो सदा आदरपूर्वक माता-पिताकी सेवा करते 
और दिनमें नहीं सोते; जो सब प्रकारकी हिंसासे दूर 
रहते, साधुऑका सङ्ग करते और सबके हितमें संलग्न 
रहते हैं, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं। जो गुरुजनोंकी 
सेबामें सेलम, बड़ोंको आदर देनेवाले, दान न लेनेबाले, 
सहस्त्ों मनुष्योंको भोजन परोसनेवाले, सहस्रो मुद्राओका 
दान करनेवाले तथा सहस्रो मनुष्योंको दान देनेवाले हैं, 
चे पुरुष स्वर्गलोकको जाते हैं। जो युवावस्थामें भी 
क्षमाशील और जितेन्द्रिय हैं; जिनमें वीरता भरी है; जो 
सुवर्ण, गौ, भूमि, अन्न और बस्नका दान करते हैं; जो 
अपनेसे द्वेष रखनेनालेंके भी दोष कभी नहीं कहते, 
बल्कि उनके गुणोंका ही वर्णन करते हैं; जो विज्ञ 
पुरुषॉको देखकर प्रसन्न होते, दान देकर प्रिय वचन 
बोलते तथा दानके फलकी इच्छाका परित्याग कर देते 
हैं, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं। जो पुरुष प्रवृत्ति-मार्गमें 
तथा निवृत्तिमार्गमें भी मुनियों और शास्त्रॉके कथनानुसार 
ही आचरण करते हैं, वे स्वर्गलोकके अतिथि होते है। 


३१८ 


४०८००००३७७००००००९००००००३३०००००९९७००००००००००००००००००००००:९०७००००९००००७००९१०००००००५३००००००७००००७७००७००७०७५. 


» अर्चयस्व हवीकेशे यदीस्छसि परे पदम्‌ + 


:sansneess2ee+०५४००५५२००१५१५५४००००१२०५०५५५०१४ ५५५१५२९४१५ ४५०४१० ५५५०५४५१५५५४ ७७७०७ 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


जो मनुष्यॉसे कडु बचन बोलना नहीं जानते, जो प्रिय 
वचन बोलनेके लिये प्रसिद्ध है; जिन्होंने बावली, कुआँ, 
सरोवर, पौंसला, धर्मशाला और बगीचे बनवाये हैं; जो 
मिधथ्यावादियोके लिये भी सत्यपूर्ण बर्ताव करनेवाले और 
कुटिल मनुष्योके लिये भी सरल हैं, वे दयालु तथा 
सदाचारी मनुष्य स्वर्गलोकमें जाते हैं। 
जो एकमात्र धर्मका अनुष्ठान करके अपने प्रत्येक 
दिवसको सदा सफल बनाते हैं तथा नित्य ही ब्रतका 
पालन करते हैं; जो शत्रु और मित्रकी समान भावसे 
सराहना करते और सनको समान दृष्टिसे देखते हैं; 
जिनका त्तित्त शान्त है, जो अपने मनको बरामें कर चुके 
हैं, जिन्होंने भयसे डरे हुए ब्राह्मणों तथा स्त्रियॉकी रक्षाका 
नियम ले रख़ा है; जो गङ्गा, पुष्कर तीर्थ और विशेषतः 
गयामें पितरोंको पिण्ड-दान करते हैं वे स्वर्गगामी होते 
हैं। जो इन्द्रियोके वशसें नहीँ रहते, जिनकी संयममें 
अवृत्ति है; जिन्होंने लोभ, भय और क्रोधका परित्याग कर 
दिया है; जो शरीरमें पीड़ा देनेवाले जू, खटमल और 
डॉस आदि जन्तुऑका भी पुत्रकी भाँति पालन करते 
हैं-उन्हें मारते नहीं; सर्वदा मन और इन्द्रियोके निग्रहमें 
लगे रहते हैं और परोपकारमें ही जीवन व्यतीत करते हैं, 
चे मनुष्य खर्गलोकके अतिथि होते हैं। जो विशेष 
विधिके अनुसार यज्ञोंका अनुष्ठान करते, सब प्रकारके 


इनदरोंको सहते तथा इन्द्रियोको वहामें रखते हैं; जो 
पवित्र और सत्त्वगुणमें स्थित रहकर मन, वाणी तथा 
क्रियाद्वारा भी कभी परायी स्त्रियॉके साथ! रंमण नहीं 
करते; निन्दित कर्मोसे दूर रहते, विहित कर्मोंका अनुष्ठान 
करते तथा आत्माकी शक्तिको जानते हैं, ने मनुष्य 
.स्वर्गगामी होते हैं। 

जो दूसरोंके प्रतिकूल आचरण करता है, उसे 
अत्यन्त दुःखदायी घोर नरकमें गिरना पड़ता है तथा ओ 
सदा दूसरोंके अनुकूल चलता है, उस भनुष्यके लिये 
सुखदायिनी मुक्ति दूर नहीं है । राजन्‌! कर्मोद्वार जिस 
प्रकार दुर्गति और सुगति प्राप्त होती है, वह सन मैने तुम्हें 
यथार्थरूपसे बतल्म दिया। 

कुञ्जल कहता है--धर्म-अधर्मकी सम्पूर्ण 
गतिके विषयमें महर्षि जैमिनिका भाषण सुनकर राजा 
सुबाहुने कहा--'द्विजश्रेष्ठ ! मैं भी धर्मका ही अनुष्ठान 
करूंगा, पापका नहीं। जगतूकी उत्पत्तिके स्थानभूत 
भगवान्‌ वासुदेवका निरन्तर भजन करूँगा ।' 

इस निश्चयके अनुसार राजा सुबाहुने धर्मके द्वारा 
भगवान्‌ मधुसूदनका पूजन किया तथा नाना प्रकारके 
यज्ञॉद्वारा भगवान्‌की आराधना करके तथा सम्पूर्ण 
भोगोंको भोगकर वे झोघ ही प्रसन्नतापूर्वक 
विष्णुलोकको पधार गये। 


—— + —— 


कुझखलका अपने पुत्र विज्वल्को श्रीसासुदेवाभिधान-स्तोन्र सुनाना 


तदनन्तर वक्ताओंमें श्रेष्ठ कुञ्जलने विज्वलको परम 
पवित्र ्रीवासुदेखाभिधान-स्तोत्रका उपदेश किया-- 
इस श्रीबासुंदेवाभिघान-स्तोत्रके अनुष्टप्‌ छन्द, 


नारद ऋषि-और ओकार देवता हैं; सम्पूर्ण पातकोंके नाश 


तथा चतुर्वर्गकी सिद्धिके लिये. इसका विनियोग 
है।*'ॐ नमो भगवते बासुदेवाय'--यही इस 
स्तोत्रका मूलमन्त्र है ।† 

ई जो परम पावन, पुण्यस्वरूप, वेदके ज्ञाता, 


३८ ३% अस्य श्रीयासुदेवाभिधानस्तोत्रस्यानुहुप्‌ छन्दः, नारद ऋषिः, ओकारो देवता, सर्वपातकनाशाय चतु्वर्गसाधने च विनियोगः । 


+ '३ॐ नमो भगवते बासुदेवाय' इति मन्त्रः । (९८ । ३८) 


क॑ परमं ` पावनं पुण्यं वेदं वेदमन्दिरम्‌। विद्याधारं मखाधारे प्रणवं तं नमाम्यहम्‌ ॥ 
निराखासँ तिराकारै सुप्रकाशं महोदयम्‌। निर्गुण गुणकर्तरे नमामि प्रणवं परम्‌॥ 


गायत्रीसास 


गायन्तं गीतज्ं गीतसुप्रियम्‌ । गन्धर्वगीतभोक्तारै प्रणवं तं नमाम्यहम्‌ ॥ 


भूमिखण्ड ] + कुञ्जलका अपने पुत्र विज्दलको श्रीवासुदेवाभिधान-स्तोत्र सुनाना » ३१९ 


3५५५०४५०५3०४983+3 ३४७५५७७५१७ ७ ४४% ## 63995 99 »9+ 9» #+#&*#* ***5 929४ %*95*2# 0४४ ४ कैनटैक नेट कक ४४८४. 


वेदमन्दिर, विद्याके आधार तथा यज्ञके आश्रय हैं, उन हैं, उन प्रणवस्वरूप परमात्माको मैं प्रणाम करता हूँ। जो 
अणवस्वरूप परमात्माको मैं नमस्कार करता हूँ। जो गायत्री-सामका गान करनेवाले, गीतके ज्ञाता; गीतप्रेमी 
आवास (गृह) और आकारसे रहित, उत्तम प्रकाशरूप, तथा गन्धर्दगीतका अनुभव करनेवाले हैं, उन प्रणव- 
महान्‌ अभ्युद्यंशाली, निर्गुण तथा गुणोंके उत्पादक स्वरूप परमात्माको मैं नमस्कार करता हूँ। 


महाकान्ते महोत्साहं महामोहविनाशनम्‌। आचिम्वन्तं जगत्‌ सर्व गुणातीतं नमाम्यहम्‌ ॥ 
भाति सर्वत्र यो भूत्वा भूतानां भूतिवर्धनः।समभावाय सद्धर्मं नमामि प्रणवं परम्‌॥ 
विचारे वेदरूपं ते यज्ञाख्यं यज्ञवल्लभम्‌। योनि सर्वस्य लोकस्थ ओकारं प्रणमाम्यहम्‌ ॥। 
तारकं सर्वलोकानां नौरूपेण विराजितम्‌ । संसारार्णवमप्नानं नमामि प्रणवं हरिम्‌॥ 
वसते सर्वभूतेषु एकरूपेण नैकधा । घामकैसल्यू्पेण नमामि घरद॑ सुखम्‌॥ 
सूक्ष्मं सूक्ष्मतरं शुद्धं निर्गुणं गुणनायकम्‌ । वर्जिते आकृतैर्भावैयेदाख्यं तं नमाम्यहम्‌ ॥ 
देवदैत्यवियोगैश्च वर्जितं तुष्टिभिस्तथा । वेदैश्च योगिभिध्येयं तमोङ्कार ममाम्यहम्‌॥ 
व्यापक विश्चवेत्तार विज्ञानं परमं पदम्‌। शिवं झिवगुणें शान्त बन्दै प्रणअमीश्वरम्‌॥ 
यस्थ मायां प्रविष्टास्तु ब्रह्माद्याध सुरासुराः।न निन्दन्ति परे शुद्धं मोक्षद्वारं नमाम्यहम्‌ ॥ 
आनन्दकन्दाय च केवलाय शुद्धाय हंसाय परावराय। नमोऽस्तु तस्मै गुणनायकाय श्रीवासुदेवाय महाप्रभाय ॥ 
'श्रीपाछृजन्येन विराजमानं रविप्रभेणापि सुदईनिन। गदाख्यकेनापि विशेभमानं विष्णुं सदैवं दारणं प्रपद्ये ॥ 
यै बेद कोश सुगुण गुणानामाधारभूतं सचराचरस्य । य॑ सूर्यवैश्चानरतुल्यतेजसे त॑ यासुदेवं दारणं प्रपद्ये ॥ 
त्तमोघनानां स्वकरैविनाशं करोति नित्यं यतिधर्महेतुम्‌ । उद्योतमानं रवितेजसोध्वै तं वासुदेवं शरण प्रपद्ये ॥ 
सुधानिधातं बिमलाशुरूपमानन्दमानेन विराजमानम्‌। यं आप्य जीवन्ति सुरादिलोकास्तै वासुदेवे शरण पद्ये ॥ 
यो भाति सर्वत्र रविप्रभावैः करोति शोषं च रसं ददाति। यः प्राणिनामन्तरगः स वायुस्तं वासुदेबं शरणं प्रपद्ये ॥ 
ज्येष्ठस्तु रूपेण स देवदेवो बिभर्ति लोकान्‌ सकलान्‌ महात्मा । एकार्णवे नौरिव वर्तते यस्तै वासुदेवं शरण प्रपद्चे ॥ 
अन्तर्गतो लोकमयः सदैव भवत्यसौ स्थावरजङ्गमानाम्‌ । स्वाहामुखो देवगणस्य हेतुस्तं वासुदेवं 'शरणे प्रपद्ये॥ 
रसैः सुपुण्यैः सकलैस्तु पुष्टः ससौम्यरूपैर्गुगवित्‌ स लोके । रत्राधिपो निर्मलतेजसैव तं वासुदेवं शरणे प्रपद्ये॥ 
अस्त्येय सर्वत्र विनाइहेतुः सर्वाश्रयः सर्वमयः स सर्वः । बिना दृषीकैर्विषयान्‌ प्रभुङ्क्ते त॑ वासुदेवं शरणे प्रपद्ये ॥ 
तेजःस्वरूपेण बिभर्ति लोकान्‌ सत्त्वान्‌ समस्तान्‌स चराचरस्य । निष्केवलो ज्ञानमयः सुशुद्धस्तं वासुदेवं शरणं प्रपद्ये ॥ 
दैत्यान्तकं दुःखविनाशमूलं शान्ते परै शक्तिमयं विशालम्‌ । संप्राप्य देवा विलयं प्रयान्ति तं वासुदेवं शरणं प्रपद्ये ॥ 
सुखे सुखां सुहृदं सुरेश ज्ञानार्णबे ते सुहितं हितं च। सत्याश्रयं सत्यगुणोपविष्टं तं बासुदेव दारणं पद्ये ॥ 
यजञस्वरूपं पुरुषार्थरूपं सत्यान्वितं मापतिमेव पुण्यम्‌ विज्ञानमेतं जगतो निवासं तं वासुदेवे शरण प्रपद्ये॥ 
अम्भोधिमध्ये शयन हि यस्य नागाङ्गभोगे शयने विशाले । श्रीः पादपद्यद्वयमेव सेते ते आसुदेने कारणे भ्रपच्चे ॥ 
मुण्यान्वितं शङ्करमेव नित्यं तीर्ैरनेकैः परिसेव्यमानम्‌। तत्पादपश्द्मयमेब तस्य श्रीवासुदेवस्य नमामि नित्यम्‌ ॥ 
अघापहे घा यदि वाम्बुजे तद्रक्तोत्पलाभे ध्वजवायुयुक्तम्‌। अकृतं नुपुरमुद्रिकाभिः श्रीवासुदेवस्य नमामि पादम्‌ ॥ 
देबैस्तु सिद्धैर्मुनिभिः सदैव नुते सुभक्त्या भुजगाधिपैक्ष । तत्पादपङ्केरुहमेव पुण्यं श्रीबासुदेबस्थ नमामि नित्यम्‌॥ 
यस्यापि पादाम्भसि मञ्जमानाः पूतं दिवं यान्ति विकल्मषास्ते | मोक्षं छभन्ते मुनयः सुतुष्टास्तै वासुदेवं शरण भरपद्ये ॥ 
पादोदकं तिष्ठति यत्र विष्णोर्गङ्गादितीर्थानि सदैव तत्र । पियन्ति येऽद्यापि सपापदेहाः प्रयान्ति शुद्धाः सुगृहें सुररेः ॥ 
पादोदकेनाप्यभिषिच्यमाना अत््यग्रपापैः परिलिप्तदेहाः । ते यान्ति मुक्तिं परमेश्वरस्य तस्यैव पादौ सततं नमामि ॥ 
जैवेद्यमात्रेण सुभक्षितेन सुचक्रिणस्तस्य महात्मनश्च। ते वाजपेयस्य फलं लभन्ते सर्वार्थयुक्ताश नरा भवन्ति॥ 
जाययणे दुःखविनाशनै ते मायाविहीन॑ सकलं गुणशम्‌ । यं ध्यायमानाः सुगति ब्रजन्ति तै वासुदेवे सतते नमामि ॥ 

यो बन्धस्तृषिसिद्धवारणगणैदैवैः सदा पूज्यते यो विश्वस्य हि सृष्टिहेतुकरणे ब्रह्मादिकानो अभुः। 

यः संसारमहार्णवे निपतितस्योद्धारको वत्सलस्तस्वैवापि नमाम्यह सुचरणौ भवत्या वरौ साधको ॥ 

यो दृष्टो निजमध्डपेऽसुरगणैः श्रीवामनः सामगः सामोदगीतकुतूहलःसुरगणैखेलोब्य एकः प्रभुः । 

कुर्वस्तु ध्वनितैः स्वकैर्गतभयान्‌ यः पापभीतान्‌ रणे तस्याहं चरणारविन्दयुगलं वन्दे परे पावनम्‌ ॥ 


जो महान्‌ कान्तिमान्‌, अत्यन्त उत्साही, महामोहके 
नाशक, सम्पूर्ण जगत्में व्यापक तथा गुणातीत हैं; जो 
सर्वत्र विद्यमान रहकर शोभायमान हो रहे हैं, प्राणियेकि 
ऐश्वर्य एवं कल्याणकी वृद्धि करते हैं तथा समताका भाव 
उत्पन्न करनेके लिये सद्धर्मका प्रसार करनेवाले हैं, उन 
अणवरूप परमेश्वरको मैं नमस्कार करता हूँ । जो विचारक 
हैं, वेद जिनका स्वरूप है, जो 'यज्ञ' के नामसे पुकारे 
जाते हैं, यज्ञ जिन्हें अत्यन्त प्रिय है, जो सम्पूर्ण विश्वकी 
उत्पत्तिके स्थान तथा समस्त जगतका उद्धार करनेवाले 
है; संसार-सागरमें डूबे हुए प्राणियोंको बचानेके लिये जो 
नौकारूपसे विराजमान हैं, उन प्रणवस्वरूप श्रीहरिको मैं 
प्रणाम करता हूँ। जो सम्पूर्ण भूतोमें निवास करते हैं, 
नाना रूपॉमें प्रतीत होते हुए भी एक रूपसे विराजमान 
हैं तथा जो परमधाम और कैवल्य (मोक्ष) के रूपमें 
प्रतिष्ठित है, उन सुखस्वरूप वरदाता भगवान्को मैं 
प्रणाम करता हूँ। 
जो सूक्ष्म, सूक्ष्मतर, शुद्ध, निर्गुण, गुणोंके नियन्ता 
और प्राकृत भावॉसे रहित हैं, उन वेदसंज्ञक परमात्माको 
नमस्कार करता हूँ । जो देवताओं और दैत्यॉके वियोगसे 
वर्जित (सर्वदा सबसे संयुक्त), तुष्टियोंसे रहित तथा 
वेदों और योगियोकें ध्येय हैं, उन 3“कारस्वरूप 
परमेश्वरको नमस्कार करता हूँ। व्यापक, विश्वके ज्ञाता, 
विज्ञानस्वरूप, परमपदरूप, शिव; कल्याणमय गुणॉसे 
युक्त, शान्त एवं अणवरूप ईश्वरको मैं प्रणाम करता हूँ । 
जिनकी मायाके प्रभावमें आकर ब्रह्मा आदि देवता और 
असुर भी उनके परम शुद्ध रूपको नहीं जानते तथा जो 
मोक्षके द्वार हैं, उन परमात्माको मै नमस्कार करता हूँ। 
जो आनन्दके मूलस्लोत, केवल (अद्वितीय) तथा 
शुद्ध हंसस्वरूप हैं; कार्य-कारणमय जगत्‌ जिनका 
स्वरूप है; जो गुणोंके नियन्ता तथा महान्‌ प्रभा-पुञ्जसे 


[ संक्षिप्त परापुराण 


परिपूर्ण हैं, उन श्रीयासुदेवको नमस्कार है । जो पाञ्जजन्य 
नामक शङ्घ और सूर्थके समान तेजस्वी सुदर्शन चक्रसे 
विराजमान हैं तथा कौमोदकी गदा जिनकी शोभा बढ़ा 
रही है, उन भगवान्‌ श्रीविष्णुकी मैं सदा शरण लेता हूँ। 
जो उत्तम गुणॉसे सम्पन्न हैं, जिन्हें गुणोंका कोश माना 
जाता है, जो चराचर जगत्के आधार तथा सूर्य एवं 
अमिके समान तेजस्वी हैं, उन भगवान्‌ वासुदेवकी भैं 
शरण लेता हूँ। जो अपने प्रकाशकी किरणोंसे अविद्याके 
बादलोंको छिन्न-भिन्न कर देते हैं, संन्यास-धर्मके प्रवर्तक 
हैं तथा सूर्यके समान तेजसे सबसे ऊँचे लोकमें 
प्रकाशित होते हैं, उन भगवान्‌ वासुदेवकी मैं शरण 
अहण करता हूँ। जो चन्द्रमाके रूपमें अमृतके भंडार हैं, 
आनन्दकी मात्रासे जिनकी विशेष शोभा हो रही है, 
देवताओंसे लेकर सम्पूर्ण जीव जिनका आश्रय पाकर ही 
जीवन धारण करते हैं, उन भगवान्‌ वासुदेवकी मैं शरण 
अहण करता हूँ। जो सूर्यके रूपमें सर्वत्र विराजमान 
रहकर पृथ्बीके रसको सोखते और पुनः नवीन रसकी 
वृष्टि करते हैं, जो सम्पूर्ण प्राणियोकि भीतर प्राणरूपसे 
व्याप्त हैं, उन भगवान्‌ वासुदेवकी मैं शरण लेता हूँ। जो 
महात्मा स्वरूपसे सबकी अपेक्षा ज्येष्ठ हैं, देवताओकि भी 
आराध्य देव हैं, सम्पूर्ण लोकॉका पालन करते हैं तथा 
अलथकालीन जलमें नौकाकी भाँति स्थित रहते हैं, उन 
भगवान्‌ वासुदेबकी मैं शरण लेता हूँ। सम्पूर्ण विश्व 
जिनका स्वरूप है, जो स्थावर और जङ्गम--सभी 
आणियोंके भीतर निवास करते हैं, स्वाहा जिनका मुख है 
तथा जो देववृन्दकी उत्पत्तिके कारण हैं, उन भगवान्‌ 
वासुदेवकी मैं शरण ग्रहण करता हूँ। जो सब प्रकारके 
परम पवित्र रसॉसे परिपुष्ट और शान्तिमय रूपोंसे युक्त 
हैं; संसारमें गुणश माने जाते हैं, रलेकि-अधीश्वर हैं और 
निर्मल तेजसे शोभा पाते हैं, उन भगवान्‌ वासुदेवकी मैं 


'राजन्तै दिजमण्डले मखमुखे ब्रह्मद्भिया पूजितं दिव्येनापि सुतेजसा. करमयं यं चेन्द्रनीलोपमम्‌ । 
देवानां हितकाम्यया सुतनुर्ज बैरोचनस्वार्पक याचन्तं मम दीयतां त्रिपदके वन्दे. परे जामनम्‌॥ 
त॑ दृष्टं रविमण्डले मुनिगणैः, सम््रापयन्तं दिवं चन्द्रकं तु तपन्तमेव सहसा सम्प्राप्तवन्‍्तौ सदा। 
सस्वैवापि सुचक्रिणः सुरगणाः आपुर्लयं साम्प्रतं काये विश्वविकोशके तमतुलं भौमि भ्रभोर्विक्रमम्‌ ॥ 


(९८। ३९-७७) 


भूमिरबण्ड ] 


शरण लेता हूँ। जो सर्वत्र विद्यमान, सबकी मृत्युके हेतु, 
*सनके आश्रय, सर्वमय तथा सर्वस्वरूप हैं, जो इन्द्रियोकि 
बिना ही विषयोंका अनुभव करते हैं, उन भगवान्‌ 
वासुदेवकी मैं शरण ग्रहण करता हूँ। जो अपने तेजोमय 
स्वरूपसे समस्त लोकों तथा चराचर जगत्के सम्पूर्ण 
जीवोंका पालन करते हैं तथा केवल ज्ञान ही जिनका 
स्वरूप है, उन परम शुद्ध भगवान्‌ वासुदेवकी मैं शरण 
केता हूँ। 
जो दैत्यॉका अन्त करनेवाले, दुःख-नाशके मूल 
कारण, परम शान्त, शक्तिशाली और विराट्रूपधारी हैं; 
जिनको पाकर देवता भी मुक्त हो जाते हैं, उन भगवान्‌ 
बासुदेवकी मैं शरण लेता हूँ। जो सुखस्वरूप और 
सुखसे पूर्ण हैं, सबके अकारण प्रेमी हैं, जो देवताओकि 
स्वामी और ज्ञानके महासागर हैं, जो परम हितैषी, 
कल्याणस्वरूप, सत्यके आश्रय और सत्त्व गुणमें स्थित 
हैं, उन भगवान्‌ वासुदेवका मैं आश्रय लेता हूँ । यज्ञ और 
पुरुषार्थ जिनके रूप हैं; जो सत्यसे युक्त, लक्ष्मीके पति, 
पुण्यस्वरूप, विज्ञानमय तथा सम्पूर्ण जगत्‌के आश्रय हैं, 
उन भगवान्‌ वासुदेवकी मै शरण लेता हूँ । जो क्षीर- 
सागरके बीचमें शेषनागकी विशाल झाय्यापर शयन करते 
हैं तथा भगवती लक्ष्मी जिनके युगल चरणारविन्दोंकी 
सेवा करती रहती हैं, उन भगवान्‌ कासुदेवकी मैं शरण 
लेता हूँ। श्रीबासुदेवके दोनों चरण-कमल पुण्यसे युक्त, 
सबका कल्याण करनेवाले तथा सर्वदा अनेकों तीथॉसे 
सुसेवित हैं, मैं उन्हें प्रतिदिन प्रणाम करता हूँ। 
श्रीवासुदेवका चरण समस्त पापॉको हरनेवाला है, वह 
लाल कमलकी शोभा धारण करता है; उसके तलवेमें 
ध्वजा और वायुके चिह हैं; वह नुपुरो तथा मुद्रिकाओंसे 
विभूषित है। ऐसी सुषमासे युक्त भगवान्‌ वासुदेवके 
चरणको मैं प्रणाम करता हूँ। देवता, उत्तम सिद्ध, मुनि 
तथा नागराज वासुकि आदि जिसका भक्तिपूर्वक सदा ही 
स्तवन करते हैं, श्रीवासुदेवके उस पवित्र चरणकमलको 
मैं प्रतिदिन प्रणाम करता हूँ। जिनकी चरणोदकस्वरूपा 
गङ्गाजीमें गोते लगानेवाले प्राणी पवित्र एवं निष्पाप 
होकर स्वर्गलोकको जाते हैं तथा परम संतुष्ट मुनिजन 


+ कुझ्ालका अपने पुत्र जिज्यरूको औीयासुदेवाधिध्ान-स्लेत्र सुनाना + 


३२९ 


उसमें अबगाहन करके मोक्ष आप्त करते हैं, उन भगवान्‌ 
वासुदेवकी मैं शरण लेता हूँ । जहाँ भगवान्‌ श्रीविष्णुका 
चरणोदक रहता है, वहाँ गङ्गा आदि तीर्थ सदैन मौजूद 
रहते हैं; आज भी जो लोग उसका पान करते हैं, खे पापी 
रहे हों तो भी शुद्ध होकर श्रीविष्णुभगनान्के उत्तम 
घामको जाते हैं। जिनका शरीर अत्यन्त भयंकर पाप- 
पङ्कमें सना है, वे भी जिनके चरणोदकसे अभिषिक्त 
होनेपर मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, उन परमेश्वरके 
युगल्चरणॉको मैं निरन्तर प्रणाम करता हूँ। उत्तम 
सुदर्शन चक्र धारण करनेवाले महात्मा श्रीविष्णुके 
नैवेद्चका भक्षण करनेमात्रसे मनुष्य वाजपेय यज्ञका फल 
प्राप्त करते हैं तथा सम्पूर्ण पदार्थ पा जाते हैं। दुः खॉंका 
नाश करनेवाले, मायासे रहित, सम्पूर्ण कलाओंसे युक्त 
तथा समस्त गुणोके ज्ञाता जिन भगवान्‌ नारायणका ध्यान 
करके मनुष्य उत्तम गतिको प्राप्त होते हैं, उन 
श्रीवासुदेवको मैं सदा प्रणाम करता हूँ। 

जो ऋषि, सिद्ध और चारणॉके वन्दनीय हैं; देवगण 
सदा जिनकी पूजा करते हैं, जो संसारकी सृष्टिका साधन 
जुरनेमे ब्रह्मा आदिके भी प्रभु हैं, संसाररूपी 
महासागरमे गिरे हुए जीवका जो उद्धार करनेवाले हैं, 
जिनमें वत्सलता भरी हुई है, जो श्रेष्ठ और समस्त 
कामनाऑको सिद्ध करनेवाले हैं; उन भगषानके उत्तम 
चरणको मै भक्तिपूर्वक प्रणाम करता हूँ । जिन्हें असुरोनि 
आपने यज्ञमण्डपमे देवताओऑसहित सामगान करते हुए 
बामन ब्रह्मचारीके रूपमें देखा था, जो सामगानके लिये 
उत्सुक रहते हैं, त्रिलोकीके जो एकमात्र स्वामी हैं तथा 
युद्धमें पाप या मृत्युसे डरे हुए आत्मीयजनॉको जो अपनी 
ध्वनिमात्रसे निर्भय खना देते हैं, उन भगवान्के परम 
पावन युगरू चरणारदिन्दोंकी मैं वन्दना करता हू! जो 
यज्ञके मुहानेपर विप्र-मण्डलीमें खड़े हो अपने 
ऋहाणोचित तेअसे देदीप्यमान एवे पूजित हो रहे हैं, 
दिव्य तेजके कारण किरणोंके समूह-से जान पड़ते हैं 
तथा इन्द्रनील मणिके समान दिखायी देते हैं, जो 
देवताओके हितकी इच्छासे विरोचनके दानी पुत्र बलिके 
समक्ष “मुझे तीन पग भूमि दीजिये।' ऐसा कहकर 


३२२ * अर्चवस्व हबीकेश यदीच्छसि परं पदम्‌ « £ संक्षिप्त पद्मपुराण 


७००००९००७०००००००९७९९०००००००९००९०००९३००७०७७००००००००००००३७०००७०७००३००००००००:९०५०७०००७००७७००००००००३१३७०००००१०., 


याचना करते हैं, उन श्रेष्ठ ब्राह्मण श्रीवामनजीको मैं प्रणाम भगवान्‌ वामनके उस निक्रमकी कहीं तुलना नहीं है, मै इस 
करता हूँ। भगवानूने जब वामनसे विराट्रूप होकर अपना समय उस विक्रमका स्तवन करता हूँ। 

पैर बढ़ाया, तब उनका विक्कम (विशाल डग) आकाशको भगवान्‌ श्रीविष्णु कहते हैं--राजन्‌! इस 
आच्छादित करके सहसा तपते हुए सूर्य और चन्द्रमातक प्रकार यह सारा वृत्तान्त मैंने तुम्हें सुना दिया । 

पहुँच गया; इस बातको सूर्यमण्डलमें स्थित हुए मुनिगणेनि कुखल -पक्षी तथा महात्मा च्यवनका चरित्र नाना 
भी देखा । फिर उन चक्रधारी भगवानके विराट्रूपर्मे, जो प्रकारकी कल्याणमयी वार्ताओसे युक्त है। मै इसका 
समस्त विश्वका खजाना है, सम्पूर्ण देवता भी लीन हो गये। वर्णन करूँगा, तुम सुनो। 

आना और लानलाललम 
कुञ्जल पक्षी और उसके पुत्र कपिञ्जलका संवाद--कामोदाकी कथा 
और विहुण्ड दैत्यका वध 


भगवान्‌ श्रीविष्णु कहते है-- धर्मात्मा कुअलने कहते हैं। वह तालाब परम पवित्र और निर्मल जलसे 
अपने चौथे पुत्र कपिञ्जलको पुकार कर बड़ी प्रसन्नताके सुशोभित है। 
साथ कहा---'बेटा ! तुम मेरे उत्तम पुत्र हो; बोलो, महामते ! गङ्गाहदके सामने ही शिलाके ऊपर एक 
आहार लानेके रित्ये यहाँसे किस स्थानपर जाते हो? कन्या बैठी थी, जिसके केश खुले थे। रूपके वैभवसे 
वहाँ तुमने कौन-सी अपूर्व बात देखी अथवा सुनी है? TAA अः 
वह मुझे बताओ ।' 
कपिञ्जलने कहा--पिताजी ! मैंने जो अपूर्व 
बात देखी है, उसे बताता हूँ, सुनिये। कैलास सन 
पर्वतोमें श्रेष्ठ है! उसकी कान्ति चन्द्रमाके समान श्वेत है । 
चह नाना प्रकारकी धातुऑसे व्याप्त है । भाति-भाँतिके 
वृक्ष उसकी शोभा बढ़ाते हैं। गङ्गाजीका शुभ्र एवं पावन 
जल सन ओरसे उस पर्वतको नहलाता रहता है । यहाँसे 
~ सहस्रो विख्यात नदियोंका प्रादुर्भाव हुआ है | उस 
पर्वत-शिखरपर भगवान्‌ शिवका मन्दिर है, जहाँ कोटि- 
कोटि शिवगण भरे रहते हैं। पिताजी ! एक दिन मैं उसी 
कैलासपर, जो शङ्करजीका घर है, गया था। वहाँ मुझे 
एक ऐसा आश्चर्य दिखायी दिया, जो पहले कभी देखने दै 
या सुननेमें नहीं आया था। मैं उस अद्भुत घटनाका 
वर्णन करता हूँ, सुनिये । गिरिराज मेरुका पवित्र शिखर 
महान्‌ अभ्युदयसे युक्त है; वहाँले हिम और दूधके समान >. टन डर नट > 
रंगवात्त्र रङ्गानदीका प्रवाह बड़े वेगसे पृथ्वीकी ओर उसकी बड़ी शोभा हो रही थी। वह कन्या दिव्य रूप 
गिरता है! वह स्रोत कैलासके शिखरपर पहुँचकर सन और सब प्रकारके शुभ लक्षणोंसे सम्पन्न थी । उसने 
ओर फैल जाता है । उस जलसे दस योजनका लंबा- दिव्य आभूषण धारण कर रखे थे। उस स्थानपर बह 
चौड़ा एक भारी तालाब बन गया है, उसे “गङ्गाहद' बड़ी शोभासम्पन्न दिखायी देती थी | पता नहीं, वह 


भूमिखण्ड ] 


* कुञ्जल पक्षी और उसके पुत्र कपिञ्चलका संवाद « 


३२३ 


2०००९९०७०००७००००००००७०००००००००७००७०-०००००००००३०३१:६०१००९०७००-००१००१०१०००००७०-७०००-००७०-००७:३००:७-७-०७०-००७०९-०७०-०००००००७ 


गिरिराज हिमालयकी कन्या पार्वती थी या समुद्र-तनया 
लक्ष्मी । इन्द्र या यमराजकी पत्री भी ऐसी सुन्दरी नहीं 
दिखायी देतीं। उसके शील, सद्भाव, गुण तथा रूप जैसे 
दीख पड़ते थे, वैसे अन्य दिव्याड्रनाओमें नहीं दृष्टिगोचर 
होते । शिलाके ऊपर बैठी हुई वह कन्या किसी भारी 
दुःखसे व्याकुल थी और फूट-फूटकर रो रही थी और 
कोई स्वजन-सम्बन्धी उसके पास नहीं थे । नेत्रोंसे गिरते 
हुए निर्मल अश्रुबिन्दु मोतीके दाने-जैसे चमक रहे थे। 
वे सब-के-सय गङ्गाजीके स्रोतर्मे ही गिरते और सुन्दर 
कमल-पुष्पके रूपमें परिणत हो जाते थे। इस प्रकार 
अगणित सुन्दर पुष्प गङ्गाजीके जलमें पड़े थे और 
पानीके घेगके साथ बह रहे थे। 
पिताजी । इस प्रकार मैंने यह अपूर्व बात देखी है । 
आप वक्ताओंमें श्रेष्ठ हैं; यदि इसका कारण जानते हों तो 
मुझपर कृपा करके बतायें । गङ्गाके मुहानेपर जो सुन्दरी 
स्त्री रो रही थी, जिसके नेत्रोंसे गिरे हुए आँसू सुन्दर 
कमलके फूल बन जाते थे, वह कौन थी? यदि मैं 
आपका प्रिय हूँ तो मुझे यह सारा रहस्य बताइये। 
कुञ्जल बोला--बेटा ! बता रहा हूँ, सुनो । यह 
देवताओंका रचा हुआ वृत्तान्त है! इसमें महात्मा 
श्रोलिष्णुके चरित्रका वर्णन है, जो सब पापोंका नाश 
करनेवाला है। एक समयकी बात है, राजा नहुषने 
संग्राममें महापराक्रमी हुंड नामक दैत्यको मार डाला। 
उस दैत्यके पुत्रका नाम विहुण्ड था, वह भी बड़ा 
पराक्रमी और तपस्वी था। उसने जब सुना कि राजा 
नहुषने उसके पिताका मन्त्री तथा सेनासहित वध किया 
है, तब उसे बड़ा क्रोध हुआ और वह देवताओंका 
विनाश करनेके लिये उद्यत होकर तपस्या करने लगा । 
तपसे बढे हुए उस दुष्ट दैत्यका पुरुषार्थ सम्पूर्ण 
देवताओंको निदित था। वे जानते थे कि समरभूमिमें 
बिहुण्डके जगको सहन करना अत्यन्त कठिन है। उधर, 
विहुण्डके मनमें त्रिलोकीका नाश कर डालनेकी इच्छा 
हुई। उसने निश्चय किया, मैं मनुष्यों और देवताओंको 
मारकर पिताके वैरका बदला छूँगा। इस प्रकार 
अत्याचारके लिये उद्यत हो देवताओं और त्राहाणेकि 


लिये कण्टकरूप उस पापी दैत्यने उपद्रव मचाना आरम्भ 
किया। समस्त प्रजाको पीडा देने लगा । उसके तेजसे 
संतप्त होकर इन्द्र आदि देवता परम तेजस्वी देवाधिदेव 
भगवान्‌ श्रीविष्णुकी शरणमें गये और बोले---'भगनन्‌ ! 
बिहुण्डके महान्‌ भयसे आप हमारी रक्षा करें ।' 

भगवान्‌ विष्णु बोले--पापी विहुण्ड देवताओंके 
लिये कण्टकरूप है, मै अवश्य ठसका नाश करूँगा। 

देवताओंसे यों कहकर भगवान्‌ श्रोविष्णुने मायाको 
प्रेरित किया। सम्पूर्ण विश्वको मोहित करनेवाली 
महाभागा विष्णुमायाने विहुण्डका वघ करनेके लिये रूप 
और लावण्यसे सुशोभित तरुणी खीका रूप धारण 
किया | बह नन्दनवनमें आकर तपस्या करने लगी । इसी 
समय दैत्यराज विहुण्ड देवताओका वध करनेके लिये 
दिव्य मार्गसे चला। नन्दनवनमें पहुँचनेपर उसकी दृष्टि 
तपस्विनी मायापर पड़ी । वह इस बातको नहीं जान सका 
कि यह मेरा ही नाश करनेके लिये उत्पन्न हुई है। यह 
सुन्दरी खी कालरूपा है, यह बात उसकी समझमें नहीं 
आयी। मायाका शरीर तपाये हुए सुवर्णके समान दमक 
रहा था। रूपका वैभव उसकी शोभा बढ़ा रहा था। 
पापात्मा बिहुण्ड उस सुन्दरी युवतीको देखते ही लुभा 
गया और जोला--'भद्रे! तुम कौन हो? कौन हो ? 
तुम्हारे शरीरका मध्यभाग बड़ा सुन्दर है, तुम मेरे चित्तको 
मथे डालती हो । सुमुखि ! मुझे संगम प्रदान करो और 
'कामजनित वेदनासे मेरी रक्षा करो | देवेश्वरि ! अपने 
'समागमके बदले इस समय तुम जिस-जिस वस्तुकी 
इच्छा करो, बह सब तुम्हें देनेको तैयार हूँ।' 

माया ळोली--दानव ! यदि तुम मेरा ही उपभोग 
करना चाहते हो, तो सात करोड़ कमलके फूलॉसे 
भगवान्‌ शङ्करकी पूजा करो। वे फूल कामोदसे उत्पन्न, 
दिव्य, सुगन्धित और देवदुर्कभ होने चाहिये। उन्हीं 
फूलोंकी सुन्दर माला बनाकर मेरे कण्ठमें भी पहनाओ। 
तभी मैं तुम्हारी प्रिय भार्या बनूँगी । 

विहुज्डने कहा- देवि! मैं ऐसा ही करूँगा। 
तुम्हारा माँगा हुआ बर तुम्हें दे रहा हूँ। 

यह कहकर दैत्यराज विहुण्ड, जितने भी दिव्य एवं 


३२४ 


० अर्चयस्व इचीकेसं यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पद्यपुराण 


242429५५५५ ५७ ३३७३३३३७५७ ७७७ ७७३५४७५३३३ ९७७७७७७७७७ ७६९७७७७७७७ ३७५७५७७७७७ ७७७ ००७५७७७६७० ७ १०९७७७७७७७ ७७७७७८५ 


पवित्र नन थे, उनमें विचरण करने लगा । उसके चित्तपर 
कामका आवेश छा रहा था । बहुत खोजनेपर भी उसे 
'कामोद नामक वृक्ष कहीं नहीं दिखायी दिया । वह स्वयं 
इधर-उधर जाकर पूछ-ताछ करता रहा; किन्तु सर्वत्र 
लोगेकि मुँहसे उसे यही उत्तर मिलता था कि 'यहा कामोद 
वृक्ष नहीं है ।' दुष्टात्मा विहुण्ड उस वृक्षका पता लगाता 
हुआ शुक्राचार्यके पास गया और भक्तिपूर्वक मस्तक 
झुकाकर पूछने लगा--'न॒ह्मन्‌ ! मुझे फूलोंसे लदे सुन्दर 
कामोद वृक्षका पता बताइये ।' 
शुक्राचार्य बोळे--दानव ! कामोद नामका कोई 
वृक्ष नहीं है । कामोदा तो एक खीका नाम है। वह जब 
किसी प्रसङ्गसे अत्यन्त हर्षमें भरकर हैँसती है, तब 
उसके मनोहर हास्यसे सुगन्धित, श्रेष्ठ तथा दिव्य कामोद 
पुष्प उत्पन्न होते हैं। उनका रंग अत्यन्त पीला होता है 
तथा वे दिव्य गन्धसे युक्त होते हैं! उनमेंसे एक फूलके 
द्वारा भी जो भगवान्‌ शङ्करकी पूजा करता है, उसकी 
बड़ी-से-नड़ी कामनाको भी भगवान्‌ शिव पूर्ण कर देते 
हैं । कामोदाके रोदनसे भी वैसे ही सुन्दर फूल उत्पन्न होते 
है; किन्तु उनमें सुगन्ध नहीं होती। अतः उनका स्पर्श 
नहीं करना चाहिये। 
झुक्राचार्यकी यह बात सुनकर घिहुण्डने पूछा-- 
“भृगुनन्दन ! कामोदा कहाँ रहती है ?' 
शुक्राचार्य बोले--सम्पूर्ण पातकोंका शोधन 
करनेवाले परम पावन गङ्घाद्वार (हरिद्वार) नामक तीर्थके 
पास कामोद नामक पुर है, जिसे विश्वकर्माले बनाया था । 
उस कामोद नगरमें दिव्य भोगोंसे विभूषित एक सुन्दरी 
र्री रहती है, जो सम्पूर्ण देवताऑसे पूजित है। वह 
भाँति-भाँतिके आभूषणोंसे अत्यन्त सुशोभित जान पड़ती 
है। तुम:वहीं चले जाओ और उस युवतीकी पूजा करो । 
साथ ही किसी पवित्र उपायका अबलम्बन करके उसे 
हँसाओ । 
यह कहकर शुक्राचार्य चुप हो गये और वह 
महातेजस्वी दानव अपना कार्य सिद्ध करनेके लिये 
उद्यत हुआ। 
कषिखलने पूछा--पिताजी ! कामोदाके हास्वसे 


जो पवित्र, दिव्यगन्धसे युक्त और देवता तथा दानवॉके 
लिये दुर्लभ सुन्दर फूल उत्पन्न होते हैं, उन्हें सम्पूर्ण 
देवता क्यों चाहते हैं? उन हास्यजनित फूलोँसे पूजित 
होनेपर भगवान्‌ शङ्कर क्यों सन्तुष्ट होते हैं? उस 
फूलका क्या गुण है ? कामोदा कौन है और वह किसकी 
पुत्री है? 

कुख्जल बोला--पूर्वकालकी बात है, देवताओं 
और बड़े-बड़े दैत्यॉने अमृतके लिये परस्पर उत्तम सौहार्द 
स्थापित करके उद्यमपूर्वक क्षीरसागरका मन्थन किया। 
देवताओं और दैत्येकि मथनेसे चार कन्याएँ प्रकट हुई । 
फिर कलश में रखा हुआ पुण्यमय अमृत दिखायी पड़ा । 
उपर्युक्त कन्याओमेंसे एकका नाम लक्ष्मी था, दूसरी 
बारुणी नामसे प्रसिद्ध थी, तीसरीका नाम कामोदा और 
चौथीका ज्येष्ठा था. कामोदा अमृतकी लहरसे प्रकट हुई 
थी। वह भविष्यमें भगवान्‌ श्रीविष्णुकी प्रसन्नताके लिये 
वृक्षरूप धारण करेगी और सदा ही श्रीविष्णुको आनन्द 
देनेबाली होगी। वृक्षरूपमें वह परम पवित्र तुलसीके 
नामसे विख्यात होगी । उसके साथ भगवान्‌ जगन्नाथ 
सदा ही रमण करेंगे। जो तुलसीका एक पत्ता भी ले 
जाकर श्रीकृष्णभगवानको समर्पित करेगा, उसका 
भगवान्‌ बड़ा उपकार मानेंगे और 'मै इसे वया दे डालै ?' 
यह सोचते हुए जे उसके ऊपर बहुत प्रसन्न होंगे ! 

इस प्रकार पूर्वोक्त चार कन्याओंमेंसे जो कामोदा 
नामसे प्रसिद्ध देवी है,. वह जन हर्षसे गद्रद होकर 
बोलती और हँसती है, तब उसके मुखसे सुनहरे रंगके 
सुगन्धित फूल झड़ते हैं। वे फूल बड़े सुन्दर होते हैं। 
कभी कुम्हलाते नहीं हैं। जो उन फूलोका यलपूर्वक 
संग्रह करके उनके हारा भगवान्‌ शङ्कर, ब्रह्मा तथा 
विष्णुकी पूजा करता है, उसके ऊपर सब देवता संतुष्ट 
होते हैं और वह जो-जो चाहता है, वही-वही उसे अर्पण 
करते हैं। इसी प्रकार जब कामोदा किसी दुःखसे दुःखी 
होकर रोने लगती है, तब उसकी ऑखोके आँसुओसे भी 
फूल पैदा होते और झड़ते हैं। महाभाग ! वे फूल भी 
देखनेमें बड़े मनोहर होते हैं; किन्तु उनमें सुगन्ध नहीं 
होती। वैसे फूलोंसे जो शाङ्करका पूजन करता है,. उसे 


भूमिखण्ड ] 


* कुञ्जल पक्षी और उसके पुत्र कपिञ्जलका संखाद « 


३२५ 


७49902090020020:20009०००१०००००-९०५०९०९००००७००७७००७०७००००००७०७००-००००-०००००-९९७०१००००७०००१००००००१९०१००१०९०-००००००७ 


दुःख और संताप होता है । जो पापात्मा एक बार भी उस 
तरहके फूलोंसे देवताओंकी पूजा करता है, उसे वे निश्चय 
ही दुःख देते हैं। 
भगवान्‌ श्रीविष्णुने पापी विहुण्डके पराक्रम और 
दुःसाहसपर दृष्टि डालकर देंवर्षि नारदको उसके पास 
भेजा । उस समय वह दुरात्मा दानव कामोदाके पास जा 
रहा था । नारदजी उसके समीप जाकर हँसते हुए नोले-- 
“दैत्यराज ! कहाँ जा रहे हो? इस समयं तुम बड़े 
उताबले और व्यश्र जाने पड़ते हो ।' विहुण्डने ब्रह्मकुंमार 
नारदजीको हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा-- 
'द्विजश्रेष्ट ! मैं कामोद पुष्पके लिये चला हूँ।' यह 
सुनकर नारदजीने कहा--'दैत्य ! तुम कामोद 'नामक 
श्रेष्ठ नगरमें कदापि नं जाना; क्योकि वहाँ सम्पूर्ण 
देनताओंको विजय दिलानेवाले परम-बुद्धिमान्‌ भगवान्‌ 
श्रीविष्णु रहते हैं। दानव ! जिस उपायसे कामोद नामक 
फूल तुम्हारे हाथ लग सकते हैं, बह मैं बता रहा हूँ। खे 
दिव्य पुष्प गङ्गाजीके जलमें गिरेंगे और 'प्रवाहके पावन 
जलके साथ बहते हुए तुम्हारे पास आ जायँगे। वे 
देखनेमें बड़े सुन्दर हॉगे। तुम उन्हें पानीसे निकाल 
लाना। इस प्रकार उन फूलोंका संग्रह करके अपना 
मनोरथ सिद्ध करो ।” 
दानवश्रेष्ठ विहुण्डसे यह कहकर धर्मात्मा नारदजी 
कामोद नगरकी ओर चल दिये। जाते-जाते उन्हें वह 
दिव्य नंगर दिखायी दिया। उस नगरमें प्रवेश करके वे 
'कामोदाके. घर गये और उससे मिलें । कामोदाने स्वागत 
आदिके द्वारा मुनिको प्रसन्न किया और मीठे बचनोंमे 
कुझलसमाचार पूछा । द्विजश्रेष्ठ नारदजीने कामोदाके दिये 
हुए दिव्य सिंहासनपर बैठकर उससे पूछा--- भगवान्‌ 
श्रीविष्णुकें तेजसे प्रकट हुई कल्याणमयी देवी! 
तुम यहाँ सुखसे रहती हो न? किसी तरहका कष्ट तो 
नहीं है?” 60 
-कामोदा खोली--मंहाभाग ! मैं आप-जैसे 
महात्माओं तथा भगवान्‌ श्रीविष्णुकी कृपासे सुखपूर्वक 
जीवन' व्यतीत कर रही हूँ।“इस समय आपसे कुछ 
प्रश्नोत्तर करनेका कारंण उपस्थित हुआ है; आप मेरे 


अश्रका समाधान कीजिये। मुने ! सोते समय मैंने एक 
दारुण स्वप्न देखा है, मानो किसीने मेरै सामने आकर 
कहा है--'अव्यक्तस्वरूप भगवान्‌ हषीकेश संसारमें 
जायैंगे--वहाँ जन्म अहण करेंगे।' महामते! 
ऐसा स्वप्न देखनेका क्या कारण है ? आप ज्ञानवानॉमें 
श्रेष्ठ हैं, कृपया बताइये । 

नारदजीने कहा--भद्रे ! मनुष्य जो स्वप्न देखते 
हैं, वह तीन प्रकारका होता- है--वातिक (वातज), 
चैत्तिक (पित्तज) और कफज । सुन्दरी ! देवताओको न 
नींद आती है न स्वप्न | मनुष्य शुभ और अशुभ नाना 
अकारके स्वप्न देखता है। .वे सभी स्वप्न कर्मसे प्रेरित 
होकर दृष्टिपथमें आते हैं। पर्वत तथा ऊँचे-नीचे नाना 
प्रकारके दुर्गम स्थानोंका दर्शन होना वातिक स्वप्न है। 
अब कफांधिक्यके कारण दिखायी देनेवाले स्वप्न बता 
रहा हूँ। जल,' नदी, तालाब तथा पानीके विभिन्न 
स्थान--ये सब कफज स्वप्नके अन्तर्गत हैं। देवि ! 
अग्नि तथा बहुत-से उत्तम सुवर्णका जो दर्शन होता है, 
उसे पैत्तिक स्वप्न समझो । अब मैं भावी (भबिष्यमें तुरंत 
फल देनेवाले) स्वप्रका वर्णन करता हूँ---प्रातःकाल जो 
कर्मप्रेरित शुभ या अशुभ स्वप्न दिखायी देता है, वह 
क्रमशः लाभ और हानिको व्यक्त करनेवाला है। 
सुन्दरी ! इस प्रकार मैंने तुमसे स्वप्रकी अवस्थाएँ 
जतायीं। भगवान्‌ श्रीविष्णुके सम्बन्धमै यह बात अवश्य 
होनेवाली है, इसी कारण तुम्हें दु:स्वप्न दिखायी दिया है । 

कामोदा बोली --नारदजी ! सम्पूर्ण देवता भी 
जिनंका अन्त नहीं जानते, उन्हें भी जिनके स्वरूपका ज्ञान 
नहीं है, जिनमें सम्पूर्ण विश्वका “लय होता है, जिन्हें 
विश्वात्ा कहते हैं और सारा संसार जिनकी मायासे मुग्ध 
हो रहा है, वे मेरे स्वामी जगदीश्वर श्रीविष्णु संसारमें क्यों 
जन्म ले रहे हैं? 

मारदजीने कहा--देवि ! इसका, कारण सुनो; 
महर्षि भृगुके शापसे भगवान्‌ सेसारमें अवतार लेनेवाले 
हैं। [यही बात बंतानेके लियें उन्होंने मुझे तुम्हारे पास 
भेजा है।] इसोलिये तुम्हें दुःस्वप्नका दर्शन हुआ है। 

बेटा ! यों कहकर नारदजी त्रह्मलोकको चले गवे । 


३२६ 


० अर्चयस्व इदीकेझै यदीच्छसि परं पदम्‌ « 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


4५५000०५७५५०५०४७७७७५७३५५७४५३५७५ ७७४७५ ४ ४७:५५3*»*# ४४४४2 %% +५५**४#४# ४9 29:55 #»४४###*#&# ४७४४४ ४.६४ »४५ ४४ 8४68. 


डस समय कामोदा भगवानके दुःखसे दुःखी हो गयी 
और गङ्गाजीके तटपर जलके समीप बैठकर बारेबार 
हाहाकार करती हुई करुण स्वरसे विलाप करने लगी | 
बह अपने नेत्रोंसे जो दुःखके आँसू नहाती थो, वे ही 
गङ्गाजीके जलमें गिरते -थे। पानीमें पड़ते ही खे पुनः 
पद्म-पुष्पके रूपमें प्रकट होते और घाराके साथ बह 
जाते थे। दानवश्रेष्ठ निहुण्ड भगवान्‌ श्रीविष्णुकी मायासे 
मोहित .था। उसने उन फूलॉको देखा; किन्तु महर्षि 
ज्ुक्राचार्यके बतानेपर भी वह इस बातको न जान सका 
कि ये दुःखके आँसुऑसे उत्पन्न फूल हैं। उन्हे देखकर 
अह असुर बड़े हर्वमें भर गया और उन सबको जलसे 
निकाल त्त्रया। फिर वह उन खिले हुए पद्म-पुष्पोंसे 


गिरिजापतिकी पूजा करने लगा। विष्णुकी मायाने उसके . 


मनको हर लिया था; अतः बिवेकशून्य होकर उस. 
दैत्यराजने सांत करोड़ फूलॉसे भगवान्‌ शिवका पूजन 
किया । यह देख जगन्माता पार्वतीको बड़ा क्रोध हुआ; 
उन्होने झाङ्करजीसे कहा--'नाथ ! इस दुर्बुद्धि दानबका 
कुकर्म तो देखिये--यह झोकसे उत्पन्न फूलोँद्वारा 
आपका पूजन कर रहा है, इसे दुःख और संताप ही 
मिलेगा; यह सुख पानेका अधिकारी नहीं है ।' 

भगवान्‌ शिव खोरे--भद्रे ! तुम सच कहती 
हो, इस पापीने सत्यपूर्ण उद्योगको पहलेसे ही छोड़ रखा 
है। इसकी चेतना कामसे आकुल है; अतः यह दुष्टात्मा 
गङ्गाजीके जलमें पड़े हुए शोकजनित फूलॉको ग्रहण 
करता है तथा उनसे मेण पूजन भी करता है । दुःख और 
झोकसे उत्पन्न ये फूल तो शोक और संताप ही देनेवाले 
हैं; इनके द्वारा किसीका कल्याण कैसे हो सकता है। 
देवि ! मै तो समझता हुँ, यह ध्यानहीन है; क्योकि 
आज पापाचारी हो गया है! अतः तुम इसे अपने हो 
तेजसे मार डाल्त्रे। 

भगवान्‌ झाङ्करके ये वचन सुनकर भगवती पार्वतीने 
कहा--'नाथ ! मैं आपकी आज्ञासे इसका, अवश्य 
संहार करूँगी।' यों कहकर देवी यहाँ गयीं और 
विहुण्डके धका उपाय सोचने लगी । वे एक महात्मा 
ब्राह्मणका मायामय रूप ननाकर पारिजातके सुन्दर 


फूलोंसे आपने स्वामी शङ्करजीकी पूजा करने रगीं। 
इतनेमें ही उस पापी दानवने आकर' देबीकी दिव्य 
पूजाको नष्ट कर दिया । वह दुष्टात्मा कालके घशीभूत हो 
चुका था । उसने पार्वतीद्वारा पारिजातके फूलॉसे की हुई 
पूजाको मिटा दिया और स्वये लोभवश झोकजनित 
पुष्पॉसे शङ्करजीका पूजन करने लगा। उस समय 
उस दुष्टके नेत्रॉसे आँसूकी अबिरल बुँदे निकलकर 
सिबल्लिङ्गके मस्तकपर पड़ रही थीं । यह देखकर देवीने 
ब्राह्मणके रूपमें ही पूछा--आप कौन हैं, जो शोकाकुल 
चित्तसे भगवान्‌ शिवकी पूजा कर रहे हैं ये शोकजनित 
अपवित्र आँसू भगवान्के मस्तकपर पड़ रहे हैं। आप 
ऐसा क्यों करते हैं ? मुझे इसका. कारण बताइये । 

विहुण्ड बोला--ब्रहमन्‌ ! कुछ दिन हुए मैंने एक 
सुन्दरी स्त्री देखी, जो सब प्रकारकी सौभाग्य-सम्पदासे 
युक्त. और समस्त शुभ लक्षणोंसे सम्पन्न थी । देखनेमें 
बह कामदेवका विशाल निकेतन जान पड़ती थी । उसके 
मोहसे मैं संतप्त हो उठा, कामसे मेरा चित्त व्याकुल हो 
गया। जब मैंने उसंसे समागमकी प्रार्थना की, तब वह 
नोली--'कामोदके फूलोंसे भगवान्‌ शङ्करकी पूजा करो 
तथा उन्हीं फूलॉको माला बनाकर मेरे कण्ठमें पहनाओ । 
सात करोड़ पुष्पोंसे महेश्वरका पूजन करो ।' उस स्त्रीको 
पानेकै लिये ही मैं पूजा करता हूँ; क्योंकि भगवान्‌ शिव 
अभीष्ट फलके दाता हैं। 

देवीने कहा--अरे ! कहाँ तेरा भाव है, कहाँ 
ध्यान है और कहाँ तुझ दुरत्माका ज्ञान है ? [तू कामोद 
पुष्पोंसे पूजा कर रहा है न ?] अच्छा, बता, कामोदाका 
सुन्दर रूप कैसा है ? तूने उसके हास्यसे उत्पन्न सुन्दर 
फूल कहाँ पाये हैं ? 

विहुण्ड बोला--'जरह्मन्‌! मैं भाव और ध्यान 
कुछ नहीं जानता । कामोदाको मैंने कभी देखा भी नहीं 
है। गङ्गाजीके जलमें जो फूल बहकर आते हैं, उन्हींका 
मैं प्रतिदिन संग्रह करता हूँ और उन्हॉसे एकमात्र 
झाङ्करजीका पूजन करता, हूँ। महात्मा शुक्राचार्यने मेरे 
सामने -इस फूलका परिचय दिया था। मैं उन्हींकी 
आज्ञासे नित्यप्रति पूजा करता हूँ। 


&80%5०#५०५५ ७५५५० ०७५:५०४५०५:५०७५५७७५४५० ४०५०७५५४४००००१५५०७५०७०७०७५:५७५००७.५५००७५:५५:४०५५०५७७७४७४४४9 58 # ४5# “०0899. 


देवीने कहा--पापी ! ये फूल कामोदाके रोदनसे 
उत्पन्न हुए हैं।'इनकी उत्पत्ति दुःखसे हुई है। इन्हींसे तू 
पापपूर्ण भावना लेकर, प्रतिदिन भगबानकी पूजा करता 
है, किन्तु दिव्य पूजा नष्ट करके तू शोकजनित पुष्पोंसे 
पूजन कर रहा है--यह आज तेरे द्वारा भयंकर अपराध 
हुआ है; इसके लिये मैं तुझे दण्ड दूँगा। 

यह सुनकर कालके वशीभूत हुआ दानव विहुण्ड 
बौला- रै दुष्ट ! रे अनाचारी ! तू मेरे कर्मकी निन्दा 
करता है ? तुझे अभी इस तलवारसे मौतके घाट उतारता 
हूँ।' यों कहकर वह ब्राह्मणको मारनेके लिये तीखी 
तलवार ले उसकी ओर झपरा । यह देख ब्राह्मणरूपमें 


* कुञ्जलका च्यवनको अपने पूर्व-जीवनका वृत्तान्त बताकर ज्ञानका उपदेश करना » 


* 


३२७ 


2७६६७७७५७७ ३५७ ७३३ ०५929 #5# 26४ ##### &9# 98.02. 


खड़ी; हुई भगवती परमेश्वरी कुपित हो उठी और ज्यों ही 
नह दैत्य उनके पास पहुँचा त्यों ही उन्होंने अपने मुँहसे 
*हुँकार' का उच्चारण किया । हुंकारकी ध्वनि होते ही वह 
अधम दानव निश्चेष्ट होकर गिर पड़ा, मानो चज्रके 
आघातसे पर्वत फट पड़ा हो। उस लोक-संहारक 
दानवके मारे जानेपर सम्पूर्ण जगत्‌ स्वस्थ हो गया, सनके 
दुःख और सन्ताप दूर हो गये । बेटा ! गङ्गाजीके तीरपर 
दुःखसे व्याकुलचित्त होकर बैठी हुई जो सुन्दरी खी रो 
रही थी, [चह कामोदा ही थी;] उसके रोनेका यही 
कारण था। यह सारा रहस्य जो तुमने पूछा था, मैने 
कह सुनाया । 


कुञ्जलका च्यवनव्को अपने पूर्व-जीबनका वृत्तान्त बताकर सिद्ध पुरुषके कहे हुए ज्ञानका 
उपदेश करना, राजा खेनका यज्ञ आदि करके विष्णुधाममें जाना तथा 
पदापुराण और भूमिखण्डका माहात्म्य 


“भगवान्‌ श्रीविष्णु कहते है--राजन्‌ ! धर्मात्मा 
पक्षी महांपराज्ञ कुञ्जल अपने पुत्रोंसे यों कहकर चुप हो 
गया । तब वरके नीचे बैठे हुए दविजश्रेष्ठ च्यजनने उस 
महाशुकसे कहा--'महात्मन्‌ ! आप कौन हैं, जो पक्षीके 
रूपसे धर्मका उपदेश कर रहे हैं ? आप देवता, गन्धर्व 
अधवा विद्याधर तो नहीं हैं? किसके शापसे आपको 
यह तोतेकी योनि प्राप्त हुई है? यह अतीन्द्रिय ज्ञान 
आपको किससे प्राप्त हुआ है ?' 

कुल खोला--सिद्धपुरुष ! मैं आपको जानता 
हूँ; आपके कुल, उत्तम गोत्र, विद्या, तप और प्रभावसे 
भी परिचित हूँ तथा आप जिस उद्देश्यसे पृथ्वीपर 
विचरण करते हैं, उसका भी मुझे ज्ञान है। श्रेष्ठ ्रतका 
पालन करनेवाले ब्राह्मण ! . आपका स्वागत है। मैं 
आपकी, पूछी हुई सब बातें बताऊँगा। इस पवित्र 
आसनपर बैठकर शीतल छायाका आश्रय लीजिये । 
अव्यक्त परमात्मासे ब्रह्माजीका प्रादुर्भाव हुआ। उनसे 
अजापति भृगु प्रकट हुए, जो ब्रह्माजीके समान गुणोंसे 
युक्त हैं । च भार्गव (शुक्राचार्य) का जन्म हुआ, जो 
सम्पूर्ण धर्म और अर्थशास्त्रके तत्त्वज्ञ हैं । उन्हीकि वेशमें 

4 


आपने जन्म ग्रहण किया है। पृथ्वीपर आप च्यवनके 
नामसे विख्यात हैं। [अब मेरा परिचय सुनिये--] मैं 
देवता, गन्धर्व या विद्याधर नहीं हूँ। पूर्वजन्ममें 
कश्यपजीके कुलमें एक श्रेष्ठ ब्राह्मण उत्पन्न हुए थे । उन्हें 
खेद-वेदाङ्गोकि तत्वका ज्ञान था। वे सब धर्मोको 
प्रकाशित करनेवाले थे। उनका नाम विद्याधर था; वे 
कुल, शील और गुण- सबसे युक्त थे। विप्रबर 
विद्याधर अपनी तपस्याके प्रभावसे सदा शोभायमान 
दिखायी देते थे। उनके तीन पुत्र हुए--वसुशर्मा, 
नामझर्मा और धर्मशर्मा । उनमें घर्मशर्मा मै ही था, 
अवस्थामें सबसे छोटा और गुणोंसे हीन । मेरे खड़े भाई 
वसुशर्मा नेद-शास्त्रॉके पारगामी विद्वान्‌ थे । विद्या आदि 
सदुणोंके साथ उनमें सदाचार भी था। नामशर्मा भी 
उन्हींकी भाँति महान्‌ पण्डित थे। केवल मैं ही महामूर्ख 
निकला । विप्रवर ! मैं विद्याके उत्तम भाव और शुभ 
अर्थको कभी नहीं सुनता था और गुरुके घर भी कभी 
नहीं जाता था । 

यह देख मेरे पिता मेरै लिये नहुत चिन्तित रहने 
-लगे । बे सोचते- 'मेरा यह पुत्र धर्मदार्मा कहलाता है, 


३२८ 


० अर्चयस्व हषीकेशं यदीच्छसि परे पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


Semreeetkseeeesessssnesensennnesssssnesesssesssemsnneenssene>,५4०५५०५५५०४४४५०५५४०५४१५०५५४५१० ५९५०५५०५५३ 


पर इसके लिये यह नाम व्यर्थ है । इस पृथ्वीपर न तो 
यह विद्वान्‌ हुआ और न गुणॉका आधार ही।' यह 
विचारकर मेरे धर्मात्मा पिताको बड़ा दुःख हुआ। वे 
मुझसे वोले--'बेटा ! गुरुके घर जाओ और विद्या 
सीखो !' उनका यह कल्याणमय वचन सुनकर मैंने उत्तर 
दिया--'पिहाजी ! गुरुके घरपर बड़ा कष्ट होता है। 
बहाँ प्रतिदिन मार खानी पड़ती है, धमकाया जाता है। 
नींद लेनेकी भी फुरसत नहीं मिलती। इन 
असुविधाओके कारण मैं गुरुके मन्द्रिपर नहीं जाना 
चाहता, मैं तो आपकी कृपासे यहीँ स्वच्छनदतापूर्वक 
खेळूंगा, खाऊँगा और सोऊँगा।' 
धर्मात्मा पिता मुझे मूर्ख समझकर बहुत दुःखी हुए 
और बोले--'नेटा ! ऐसा दुःसाहस न करो। विद्या 
सीखनेका प्रयत्न करो । विद्यासे सुख मिलता है, यश 
और अतुलित कीर्ति आपत होती है तथा ज्ञान, स्वर्ग और 
उत्तम मोक्ष मिलता है; अतः विद्या सीखो* । विद्या 
महले तो दुःखका मूल जान पड़ती है, किन्तु पीछे वह 
बड़ी सुखदायिनी होती है । इसलिये तुम गुरुके घर जाओ 
और विद्या सीखो।' पिताके इतना समझानेपर भी मैं 
उनकी बात नहीं मानता और प्रतिदिन इधर-उधर 
घूम-फिरकर अपनी हानि किया करता था। विप्रवर ! 
मेरा बर्ताव देखकर लोगोंने मेरा बड़ा उपहास किया, मेरी 
बड़ी निन्दा हुई | इससे मैं बहुत लज्जित हुआ । जान पड़ा 
यह लज्जा मेरे प्राण लेकर रहेगी । तब मैं विद्या पढ्नेको 
तैयार हुआ । [अवस्था अधिक हो चुकी थी,] सोचने 
लगा--- किस गुरुके पास चलकर पढ़ानेके लिये प्रार्थना 
करूँ ?' इस चिन्तामें पड़कर मैं दुःख-शोकसे व्याकुल 
हो उठा। “कैसे मुझे विद्या प्राप्त हो? किस प्रकार मैं 
गुणोंका उपार्जन करूँ ? कैसे मुझे स्वर्ग मिले और किस 
तरह मैं मोक्ष आप्त करूँ ?' यही सब सोचते-विचारते 
मेण बुढ़ापा आ गया । 
एक दिनकी नात है, मैं बहुत दुःखी होकर एक 
देवालयमें बैठा था; वहाँ अकस्मात्‌ कोई सिद्ध महात्मा 


आ पहुँचे। मानो मेरे भाग्यने ही उन्हें भेज दिया था। 
उनका कहीं आश्रय नहीं था, वे निराहार रहते थे। सदा 
आनन्दमें मग्न और निःस्पृह थे। प्रायः एकान्तमें ही रहा 
करते थे। बड़े दयालु और जितेन्द्रिय थे। परब्रह्म 
लीन, ज्ञानी, ध्यानी और समाधिनिष्ठ थे। मैं उन परम 
बुद्धिमान्‌ ज्ञान-स्वरूप महात्माकी शरणमें गया और 
भक्तिसे मस्तक झुका उन्हें प्रणाम करके सामने खड़ा हो 
'गया। मैं दीनताकी साक्षात्‌ मूर्ति और मन्दभागी था। 
महात्माने मुझसे पूछा-- ब्रह्मन्‌ ! तुम इतने शोकमग्न 
कैसे हो रहे हो? किस अभिप्रायसे इतना दुःख भोगते 
हो ?' मैने अपनी मूर्खताका सारा पूर्व-वृत्तान्त उनसे कह 
सुनाया और निवेदन किया--'मुझे सर्वज्ञता कैसे प्राप्त 
हो? इसीके लिये मैं दुःखी हूँ। अब आप ही मुझे 
आश्रय देनेवाले हैं ।' 

सिद्ध महात्माने कहा--म्रह्मन्‌ ! सुनो, मैं तुम्हारे 
सामने ज्ञानके स्वकुपका वर्णन करता हूँ। ज्ञानका कोई 
आकार नहीं है [ज्ञान परमात्माका स्वरूप है] । वह सदा 
सबको जानता है, इसलिये सर्वज्ञ है। मायामोहित मूढ़ 
पुरुष उसे नहीं प्राप्त कर सकते। ज्ञान भगवत्तत्त्के 
चिन्तनसे उद्दीप्त होता है, उसकी कहीं भी तुलना नहीं है । 
ज्ञानसे ही परमात्माके स्वरूपका साक्षात्कार होता है। 
चन्द्रमा और सूर्य आदिके प्रकाशसे उसका दर्शन नहीं 
किया जा सकता । ज्ञानके न हाथ हैं न पैर; न नेत्र हैं न 
कान। फिर भी वह सर्वत्र गतिशील है। सबको अहण 
करता और देखता है। सन कुछ सूँघता तथा सबकी 
नातें सुनता है । स्वर्ग, भूमि और पाताल--तीनों लोकोंमें 
अत्येक स्थानपर वह व्यापक देखा जाता है। जिनकी 
बुद्धि दूषित है, वे उसे नहीं जानते । ज्ञान सदा प्राणियोंके 
इृदयमें स्थित होकर काम आदि महाभोगों तथा महामोह 
आदि सब दोषोंको विवेकको आगसे दग्ध करता रहता 
है। अतः पूर्ण शान्तिमय होकर इन्द्रियोंके विषयोका 
मर्दन--उनकी आसक्तिका नाश करना चाहिये। इससे 
समस्त तात्त्विक अर्थोका साक्षात्कार करानेखाला ज्ञान 


_----:>>>>>><<>२२३३३३२>-->>>>२२२>>३-<२३>>>>> 
= विष्णया आप्यते सौख्यं यशः कीर्तिस्तथातुल्म ॥ झान सवर्गः सुमोक्षक्ष तस्माद्वियां प्रसाधय। (१२२ । २५-२६) 


भूमिस्वण्ड ] 


» कुझलका ख्यचनको अपने पूर्व-जीवनका वृत्तान्त बताकर ज्ञानका उपदेश करना « 


३२९ 


990९००००००७००७००००००००९०००९००९००९११०००१९००:०५०-००७००००७०७७७-७७५०७००००९००:३१०:३:९९००००३०-००-००-००-७०७०-७०:७-३५०२०-७-७-९३-७०९००७००७.. 


प्रकट होता है।. यह शान्तिमूलक ज्ञान निर्मल तथा 
'पापनाशक है । इसलिये तुम शान्ति धारण करो; वह सब 
प्रकारके सुखोंको बढानेवाली है । शत्रु और मित्रमें समान 
भाव रखो | तुम अपने प्रति जैसा भाव रखते हो, वैसा 
ही दूसरोंके प्रति भी बनाये रहो । सदा नियमपूर्वक रहकर 
आहारपर विजय प्राप्त करो, इन्द्रियोंको जीतो । किसीसे 
मित्रता न जोड़ो; कैरका भी दूरसे ही त्याग करो । निस्संग 
और निःस्पृह होकर एकान्त स्थानमें रहो। इससे तुम 
सबको प्रकाश देनेवाले ज्ञानी, सर्वदर्शी बन जाओगे। 
बेटा ! उस स्थितिमें पहुँचनेपर तुम मेरी कृपासे एक ही 
स्थानपर बैठे-बैठे तीनों लोकोंमें होनेबाली बातोंको जान 
लोगे--इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है। 
कुञ्जल कहता है---विप्रवर ! उन सिद्ध महात्माने 
ही मेरे सामने ज्ञानका रूप प्रकाशित किया था। उनकी 
आज्ञामें स्थित होकर मैं पूर्वोक्त भावनाका ही चिन्तन करने 
लगा । इससे सदुरुकी कृपा हुई, जिससे एक ही स्थानमें 
रहकर मैं त्रिभुवनमें जो कुछ हो रहा है, सबको जानता हूँ। 
च्यवनने पूछा---खगश्रेष्ठ ! आप तो ज्ञानवानोंमें 
श्रेष्ठ हैं, फिर आपको यह तोतेकी योनि कैसे प्राप्त हुई ? 
कुने कहा--अहान्‌ ! संसर्गस पाप और 
संसर्गसे पुण्य भी होता है। अतः शुद्ध आचार- 
विचारवाले; कल्याणमय पुरुषको कुसङ्गका त्याग कर 
देना चाहिये। एक दिन कोई पापी व्याध एक तोतेके 
बश्चेको बाँधकर उसे नेचनेके लिये आया । वह बचा 
देखनेमें बड़ा सुन्दर और मीठी बोली बोलनेवाला था। 
एक ब्राह्मणने उसे खरीद लिया और मेरी प्रसत्रताके लिये 
उसको मुझे दे दिया । मैं प्रतिदिन ज्ञान और ध्यानमें स्थित 
रहता था। उस समय वह तोतेका बच्चा नाल-स्वभावके 
कारण कौतूहलुवश मेरे हाथपर आ बैठता और बोलने 
लगता- “तात ! मेरे पास आओ, बैठो; स्त्रानके लिये 
जाओ और अब देवताओंका पूजन करे ।' इस तरहकी 
मीठी-मीठी बातें वह मुझसे कहा करता था। उसके 


बामग्विनोदमें पड़कर मेरा सारा उत्तम ज्ञान चला गया। 

एक दिन मैं फूल और फलं लानेके लिये वनमें 
गया था। इसी बीचमें एक बिलाव आकर तोतेको उठा 
ले गया। यह दुर्घटना मुझे केवल दुःख देनेका कारण 
हुई। निलाव उस पक्षीको मारकर खा गया । इस प्रकार 
उस तोतेकी मृत्यु सुनकर मुझे बडा दुःख हुआ । असह्य 
'शोकके कारण अत्यन्त पीडा होने लगी। मैं महान्‌ 
मोह-जालमें बेधकर उसके लिये प्रलाप करने 'लगा। 
सिद्ध महात्माने जिस ज्ञानका उपदेश दिया था, उसकी 
याद जाती रही। तब तो मीठे वचन बोलनेवाले उस 
तोतेको तथा उसके जानको याद करके मैं “हा वत्स ! हा 
'चत्स !' कहकर प्रतिदिन विलाप करने लगा । 

इस प्रकार विलाप करता हुआ मैं शोकसे अत्यन्त 
पीडित हो गया । अन्ततोगत्वा उसी दुःखसे मेरी मृत्यु हो 
गयी । उसीकी भावनासे मोहित होकर मुझे प्राण त्यागना 
पड़ा । दविजश्रेष्ठ ! मृत्युके समय मेरा जैसा भाव था, जैसी 
बुद्धि थी, उसी भाव और बुद्धिके अनुसार मेरा तोतेकी 
योनिमें जन्म हुआ है । परन्तु मुझे जो गर्भवास प्राप्त हुआ, 
बह मेरे ज्ञान और स्मरण-झक्तिको जाग्रत्‌ करनेवाला 
था। गर्भमें स्वयं ही मुझे अपने पूर्वकर्मका स्मरण हो 
आया। मैंने सोचा--'ओह ! मुझ मूर्ख, अजितेन्द्रिय 
तथा पापीने यह क्या कर डाला।' फिर गुरुदेवके 
अनुम्रहसे मुझे उत्तम ज्ञान प्राप्त हुआ । उनके वाक्यरूपी 
स्वच्छ जलसे मेरे शरीरके भीतर और बाहरका सारा मल 
धुल गया। मेरा अन्तःकरण निर्मल हो गया । पूर्वजन्ममें 
मृत्युकाल उपस्थित होनेपर मैंने तोतेका हो चिन्तन किया 
और उसीकी भावनासे भावित होकर मैं मृत्युको प्राप्त 
हुआ। यही कारण है कि मुझे पृथ्वीपर तोतेके रूपमें पुनः 
जन्म लेना पडा । मृत्युके समय प्राणियोंका जैसा भाव 
रहता है, वे वैसे हो जीवके रूपमें उत्पन्न होते हैं। उनका 
शरीर, पराक्रम, गुण और स्वरूप--सब उसी तरहके 
होते है। वे भाव-स्वरूप होकर ही जन्म लेते हैं।* 


# मरणे यादृशो भावः प्राणिनां परिजायते ॥ 


तादृझाः स्युस्तु सत्त्वास्ते तदूपास्तत्पराक्रमाः । तद्गुणास्तत्स्वरूपाछ भावभूता भवम्ति हि॥ (१२३ । ४६-४७) 


महामते ! इस तोतेके शरीरमें मुझे अतुलित ज्ञान प्राप्त 
हुआ है, जिसके प्रभावसे मैं भूत, भविष्य और 
वर्तमान---तीनों कालॉको प्रत्यक्ष देखता हूँ । यहाँ रहकर 
भी उसी ज्ञानके प्रभावसे मुझे सन कुछ ज्ञात हो जाता 
है। बिप्रबर ! संसारमें भटकनेवाले मनुष्योंको तारनेके 
लिये गुरुके समान बन्धन-नाशक तीर्थ दूसरा कोई नहीं 
है (* भूतलपर प्रकट हुए जलसे बाहरका ही सारा मल 
नष्ट होता है; किन्तु गुरुरूपी तीर्थ जन्म-जन्मान्तरके 
पार्पोका भी नाश कर डालता है । संसारमें जीबोंका उद्धार 
करनेके लिये गुरु चलता-फिरता उत्तम तीर्थ है प. 
भगवान्‌ श्रीविष्णु कहते है--नृपत्रेष्ठ ! वह 
परम ज्ञानी शुक महात्मा च्यवनको इस प्रकार तत्त्वज्ञानका 
उपदेश देकर चुप हो गया। यह सब परम उत्तम जङ्गम 
तीर्थकी महिमाका वर्णन किया गया। राजन्‌ ! तुम्हारा 
कल्याण हो ! तुम्हारे मनमें जो इच्छा हो, उसे वरके 
रूपमें माँग लो । 
खेनने कहा--जनार्दन ! मुझे राज्य पानेकी 
अभिलाषा नहीं है । मै दूसरी कोई वस्तु भी नहीं चाहता। 
केबल आपके झारीरमें प्रवेश करना चाहता हूँ। 
भगवान्‌ श्रीविष्णु बोळे--राजन्‌ ! तुम अश्वमेध 
और राजसूय यज्ञॉके द्वारा मेरा यजन करो | गौ, भूमि, 
सुवर्ण, अन्न और जलका दान दो। महामते ! दानसे 
ब्रह्महत्या आदि घोर पाप भी नष्ट हो जाते हैं। दानसे 
चारों पुरुषार्थोकी भी सिद्धि होती है, इसलिये मेरे 
उद्देश्‍यसे दान अवश्य करना चाहिये । जो जिस भावसे 
मेरे लिये दान देता है, उसके उस भावको मैं सत्य कर 
देता हूँ ।+ ऋषियोंके दर्शन और स्पर्शसे तुम्हारी पापराशि 
नष्ट हो चुकी है) यज्ञेके अन्तमें तुम निश्चय ही मेरे 


शगैरमें आ मिलोगे। 

वेनसे यों कहकर श्रीहरि अन्तर्धान हो गये | उनके 
अदृश्य हो जानेपर नृपश्रेष्ठ वेन बड़े हर्षके साथ घर आये 
और कुछ सोच-विचारकर अपने पुत्र पृथुको निकट बुला 
मधुर वाणीमें बोले--'बेटा ! तुम वास्तयमें पुत्र हो। 
तुमने इस भूलोकमें बहुत बड़े पातकसे मेरा उद्धार कर 
दिया! मेरे वेशको उज्ज्वल बना दिया। मैने अपने 
दोषॉसे इस कुलका नाश कर दिया था, किन्तु तुमने फिर 
इसे चमका दिया है। अब मैं अश्वमेध यज्ञके द्वारा 
भगवानका यजन करूँगा और नाना प्रकारके दान दूँगा । 
फिर भगवान्‌ विष्णुकी कृपासे उनके उत्तम धामको 
जाऊँगा । अतः महाभाग ! आब तुम यज्ञकी उत्तम 
सामग्रियांको जुटाओ और वेदोंके पारगामी विद्वान्‌ 
ब्राह्मणोंको निमन्त्रित करो ।' 

सूतजी कहते हैं--वेनकी आज्ञा पाकर परम 
धर्मात्मा राजकुमार पृथुने नाना प्रकारकी पवित्र सामग्रियाँ 
एकत्रित कीं तथा नाना देशोमें उत्पन्न हुए समस्त 
ब्राह्मणॉंको नियन्त्रित किया। तदनन्तर राजा वेमने 
अश्वमेध यज्ञ किया और ब्राह्मणोंको अनेक प्रकारके दान 
दिये। इसके नाद बे भगवान्‌ विष्णुके धामको चले गये। 
महर्षियो ! इस प्रकार मैंने आपलोगोंसे राजा पृथुके 
समस्त चरित्रका वर्णन किया । यह सब पापोंकी शान्ति 
और सम्पूर्ण दुःखोंका विनाश करनेवाला है । धर्मात्मा 
राजा पृथुने इस प्रकार पृथ्वीका राज्य किया और तीनों 
लोकॉसहित भूमण्डलकी रक्षा की । उन्होने पुण्य-धर्ममय 
कर्मोके द्वारा समस्त प्रजाका मनोरञ्जन किया । 

यह मैंने आपलोगोंसे परम उत्तम भूमिखण्डका 
बर्णन किया है। पहला सृष्टिखण्ड है और दूसरा 


% तारणाय मनुष्याणां संसारे परिवर्तताम्‌। नास्ति तीर्थ गुरुसमं बन्धच्छेदकरं द्विज॥ (१२३ । ५०) 
† स्थलजाचोदकात्‌ सर्व बाह्र मरं प्रणश्यति । जन्मान्तरकृतान्यापान्‌ गुरुतीर्थं प्रणाशयेत्‌ ॥ 


संसारे तारणायैब जङ्गमं 
ई यादूदोनापि भावेन मामुद्दिश्य ददाति यः॥ 


तीर्थमुत्तमम्‌। (१२३॥ ५२-५३) 


तादृशं तस्य वै भार्य सत्यमेव करोम्यहम्‌। (१२३ ५८-५९) 


भूमिखण्ड । अब भूमिखण्डके माहात््यका वर्णन आरम्भ 
करता हूँ। जो श्रेष्ठ मनुष्य इस खण्डके एक इलोकका भी 
श्रवण करता है, उसके एक दिनका पाप नष्ट हो जाता है । 
जो श्रेष्ठ बुद्धिसे युक्त पुरुष इसके एक अध्यायको सुनता 
है, उसे पर्वके अवसरपर ब्राहा्णोको एक हजार गोदान 
देनेका फल मिलता है । साथ ही उसपर भगवान्‌ श्रीविष्णु 
भी प्रसन्न होते हैं। जो इस पद्मपुराणका प्रतिदिन पाठ 
करता है, उसपर कलियुगमें कभी विन्लोंका आक्रमण नहीं 
होगा। ब्राह्मणो ! अश्वमेध यज्ञका जो फल बतलाया 
जाता है, इस पद्मपुराणके पाठसे उसी फलकी प्राप्ति होती 
है। पुण्यमय अश्वमेध यज्ञ कलियुगमें नहीं होता, अतः 
उस समय यह पुराण ही अश्वमेधके समान फल देनेवाला 
है। कलियुगमें मनुष्य प्रायः पापी होते हैं, अतः उन्हें 
नरकके समुद्रमें गिरना पड़ता है; इसलिये उनको चाहिये 
कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष--इन चारों पुरुषार्थोके 


साधक इस पुण्यमय पुराणका श्रवण करें । जिसने पुण्यके 
साधनभूत इस पद्मपुराणका श्रवण किया, उसने चतुर्वर्गके 
समस्त साधनोंको सिद्ध कर लिया। इसका श्रवण 
करनेवाले मनुष्यके ऊपर कभी भारी विप्नका आक्रमण 
नहीं होता। धर्मपरायण पुरुषोंको पूरी पुराणसंहिताका 
श्रवण करना चाहिये। इससे धर्म, अर्थ, काम और 
मोक्षकी भी सिद्धि होती है। भूमिखण्डका श्रवण करके 
मनुष्य सन पार्पोसे मुक्त हो जाता है तथा रोग, दुःख और 
'शत्रुओके भयसे भी छुटकारा पाकर सदा सुखका अनुभव 
करता है! पद्मपुराणमें पहला सृष्टिखण्ड, दूसरा 
भूमिखण्ड, तीसरा स्वर्गखण्ड, चौथा पातालखण्ड और 
पाँचवाँ सब पार्पोका नाश करनेवाला उत्तरखण्ड है।* 
ब्राह्मणो ! इन पाँचों खण्डोको सुननेका अवसर बड़े 
भाग्यसे प्राप्त होता है। सुननेपर ये मोक्ष प्रदान करते 
हैं-इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है। 


oR जौ वन 


॥ भूमिखण्ड समाप्त ॥ 


k= 


प्रथम सृष्टिखण्डै हि भूमिखण्डे द्वितीयकम्‌। तृतीयं स्वर्गखण्डै च पातारं च चतुर्थकम्‌ ॥ 


पञ्चम॑ चोत्तरं खण्डं सर्वपापप्रणाशनम्‌ । ---`--- 


॥ (१२५। ४८-४९) 


नमामि गोविन्दपदारविन्द सदेन्द्रानन्दनभुत्तमाढयम्‌। 

जगज्वनानां इदि संनिविष्ट महाजनैकायनसुत्तमोसमम्‌ ॥ नै 
ऋषि बोले- उत्तम व्रतका पालन करनेवाले 
रोमहर्षणजी' ! आप पुराणेकि विद्वान्‌ तथा परम 
बुद्धिमान्‌ हैं। आजसे पहले हमलोग आपके मुँहसे 
पुराणोंकी अनेकों परम पावन कथाएँ सुन चुके हैं तथा 
इस समय भी भगवानकी कथा-वार्तामें ही लगे हैं। 
जीवोके लिये सबसे महान्‌ धर्म वही है, जिससे उनकी 
भगवानमें भक्ति हो। अतः सूतजी ! आप फिर हमें 
श्रीहरिकी कथा सुनाइये; क्योकि भगवच्चर्चाके अतिरिक्त 
दूसरी कोई बातचीत इमशानभूमिके समान मानी गयी 
है। हमने सुना है तीर्थेकि रूपमें स्वयं भगवान्‌ विष्णु ही 
इस भूतलपर विराजमान हैं; इसलिये आप पुण्य प्रदान 
करनेवाले तीथेकि नाम बताइये! साथ ही यह भी 
कहनेकी कृपा कीजिये कि यह चराचर जगत्‌ किससे 
उत्पन्न हुआ है, किसके द्वारा इसका पालन होता है तथा 
प्रलयके समय किसमें यह लीन होता है । जगत्में कौन- 
कौन-से पुण्यक्षेत्र हैं? किन-किन पर्वतोंके प्रति 
पूज्यभान रखना चाहिये? और मनुष्योके पाप दूर 
करनेनाली परम पवित्र नदियाँ कौन-कौन-सी हैं? 

महाभाग ! इन सबका आप क्रमशः वर्णन कीजिये। 
सूतजीने कहा- डिजवरो ! पहले मैं आदि 
सर्गका वर्णन करता हूँ, जिसके द्वारा षड्विघ ऐश्वर्यसे 
सम्पन्न सनातन परमात्माका ज्ञान होता है । प्रलयकालके 


पश्चात्‌ इस सृष्टिकी कोई भी यस्तु शेष नहीं रह गयी थी। 
उस समय केबल ज्योतिःस्वरूप ब्रह्म ही रोष था, जो 
सबको उत्पन्न करनेवाला है । वह ब्रह्म नित्य, निरञ्जन, 
जन्त, निर्गुण, सदा ही निर्मल, आनन्दधाम और गुद्ध- 
स्वरूप है। संसार-बन्धनसे मुक्त होनेकी अभिलाषा 
रखनेवाले साधु पुरुष उसीको जाननेकी इच्छा करते हैं। 
बह ज्ञानस्वरूप होनेके कारण सर्वज्ञ, अनन्त, अजन्मा, 
अविकारी, अविनाशी, नित्यशुद्ध, अच्युत, व्यापक तथा 
सबसे महान्‌ है। सृष्टिका समय आनेपर उस ब्रह्मने 
बैकारिक जगतूको अपनेमें लीन जानकर पुनः उसे उत्पन्न 
करनेका विचार किया | तब ब्रह्मसे प्रधान (मूल प्रकृति) 
प्रकट हुआ। प्रधानसे महत्तत्वकी उत्पत्ति हुई, जो 
सात्त्विक, राजस और तामस भेदसे तीन प्रकारका है। 
यह महत्तत्त्व प्रधानके द्वारा सब ओरसे आवृत है । फिर 
महत्तत्वसे वैकारिक (सात्त्विक), तैजस (राजस) और 
भूतादिरूप तामस--तीन प्रकारका अहंकार उत्पन्न 
हुआ । जिस प्रकार प्रधानसे महत्तत्व आवृत है, उसी 
प्रकार महत्तत्त्वसे अहंकार भी आवृत है। तत्पश्चात्‌ 
भूतादि नामक तामस आहंकारने विकृत होकर भूत और 
तन्मात्राओकी सृष्टि की। 

इन्द्रियाँ तैजस कहलाती हैं--वे राजस आहंकारसे 
प्रकट हुई हैं । इन्द्रियोके अधिष्ठाता दस देवता वैकारिक 
कहे गये हैं-- उनकी उत्पत्ति सात्त्विक अहंकारसे हुई 
है। तत्वका विचार करनेवाले विद्वानोंने मनको ग्यारहयीं 


* मैं भगवान्‌ विष्णुके उन चरण-कमत्त्रॅको (भक्तिपूर्वक) प्रणाम करता हूँ, जो भगवती लक्ष्मीजीको सदा हो आनन्द प्रदान 
करनेवाले और उत्तम शोभासे सम्पन्न हैं, जिनका संसारके प्रत्येक जीवके हृदयमें निवास है तथा जो महापुरुषोके एकमात्र आश्रय और 


अष्ठसे भी श्रेष्ठ हैं। 


१. स्वर्गखण्डसे लेकर आगेका अंश रोमहर्षणजीका सुनाया हुआ है। इसके पहलेका भाग इनके पुत्रने सुरया था। 


इन्द्रिय बताया है । विप्रगण ! आकाश, वायु, तेज, जल 
और पृथ्बी--ये क्रमशः शब्दादि उत्तरोत्तर गुणोंसे युक्त 
हैं। ये पाँचों भूत पृथक्‌-पृथक्‌ नाना प्रकारकी शक्तियोंसे 
सम्पन्न हैं, किन्तु परस्पर संघटित हुए बिना बे प्रजाकी 
सृष्टि करनेमें समर्थ न हुए। इसलिये महत्तत्त्वसे लेकर 
पञ्चभूतपर्यन्त सभी तत्त्व परम पुरुष परमात्माद्वारा 
अधिष्ठित और प्रघानद्वार अनुगृहीत होनेके कारण 
पूर्णरूपसे एकत्वको प्राप्त हुए। इस प्रकार एक-दूसरेसे 
संयुक्त होकर परस्परका आश्रय ले उन्होंने अण्डकी 
उत्पत्ति की । महाप्राज्ञ महर्षियो ! इस तरह भूतोंसे प्रकट 
हो क्रमशः वृद्धिको प्राप्त हुआ वह विशाल अण्ड पानीके 
बुलबुलेकी तरह सब ओरसे समान--गोलाकार 
दिखायी देने लगा | वह पानीके ऊपर स्थित होकर ब्रह्मा 
(हिरण्यगर्भ) के रूपमें प्रकट हुए भगवान्‌ विष्णुका 
उत्तम स्थान बन गया । सम्पूर्ण विश्वके स्वामी अव्यक्त- 
स्वरूप भगवान्‌ विष्णु स्वयं ही ब्रह्माजीका रूप धारण 


कर उस अण्डके भीतर विराजमान हुए 

डस समय मेरु पर्वतने उन महात्मा हिरण्यगर्भके 
लिये गर्भको ढकनेवाली झिल्लीका काम दिया, अन्य 
पर्वत जरायु--जेरके स्थानमे थे और समुद्र उसके 
भीतरका जल था। उस अण्डमें ही पर्वत और द्वीप 
आदिके सहित समुद्र, अहों और ताराओकि साथ सम्पूर्ण 
लोक तथा देवता, असुर और मनुष्योंसहित सारी सृष्टि 
अकट हुई। आदि-अन्तरहित सनातन भगवान्‌ बिष्णुकी 
नाभिसे जो कमल प्रकट हुआ था, बही उनकी इच्छासे 
सुवर्णमय अण्ड हो गया । परमपुरुष भगवान्‌ श्रीहरि स्वयं 
ही रजोगुणका आश्रय ले ब्रह्माजीके रूपमें प्रकट होकर 
संसारकी सृष्टिमें भरवृत्त होते हैं। वे परमात्मा नारायणदेव 
ही सृष्टिके समय ब्रह्मा होकर समस्त जगतकी रचना करते 
हैं, वे ही फालनकी इच्छासे श्रीराम आदिके रूपमें प्रकट 
हो इसकी रक्षामें तत्पर रहते हैं तथा अन्तमे वे ही इस 
जगतूका संहार करनेके लिये रुद्रके रूपमें प्रकट हुए हैं। 


शै च्च 


भारतवर्षका वर्णन और वसिष्ठजीके द्वारा पुष्कर-तीर्थकी महिमाका बखान 


सूतजी कहते हैं--महर्षिगण! अब मैं 
आपलोगॉसे परम उत्तम भारतवर्षका वर्णन कहूँगा। 
राजा प्रियमित्र, देव, वैवस्वत मनु, पृथु, इक्ष्वाकु, 
ययाति, अम्बरीष, मान्धाता, नहुष, मुचुकुन्द, कुनेर, 
उशीनर, ऋषभ, पुरूरवा, राजा नृग, राजर्षि कुशिक, 
गाधि, सोम तथा राजर्षि दिलीपको, अन्यान्य बलिष्ठ 
क्षत्रिय राजाओंको एवं सम्पूर्ण भूतोंको ही यह उत्तम देश 
भारतवर्ष बहुत ही प्रिय रहा। इस देशमें महेन्द्र, मलय, 
सह्य, शुक्तिमान्‌, ऋक्षवान्‌, विन्ध्य तथा पारियात्र- ये 
सात कुरू-पर्नत हैं। इनके आसपास और भी हजारों 
पर्वत हैं । भारतवर्षके लोग जिन विशाल नदियोंका जल 
पीते हैं, उनके नाम ये हैं--गड्जा, सिन्धु, सरस्वती, 
गोदावरी, नर्मदा, बाहुदा, शतट्टु (सतलज) , चन्द्रभागा, 
यमुना, दुषद्धती, विपाशा (व्यास), वेत्रवती (बेतवा), 
कृष्णा, वेणी, इरावती, (इरवदी), वितस्ता (झेलम) , 
पयोष्णी, देविका, वेदस्मृति, वेदशिरा, त्रिदिवा, 


सिन्धुलाकृमि, करीषिणी, चित्रनहा, त्रिसेना, गोमती, 
चन्दना, कौशिकी (कोसी), हद्या, नाचिता, रोहितारणी, 
रहस्या, झातकुम्भा, सरयू, चर्मण्वती, हस्तिसोमा, दिशा, 
दारावती, भीमरथी, कावेरी, बालुका, तापी (तापी), 
नीचारा, महिता, सुप्रयोगा, पवित्रा, कृष्णला, वाजिनी, 
पुरुमालिनी, पूर्जाभिरामा, चीरा, मालावती, पापहारिणी, 
पलाशिनी, महेन्द्रा, पाटलावती, . असिक्री, कुशवीरा, 
मरुत्वा, प्रवरा, मेना, होरा, घृतवती, अनाकती, अनुष्णी, 
सेव्या, कापी, सदानीरा, अधुष्या, कुशचीरा, रथचित्रा, 
ज्योतिरथा, विश्वामित्रा, कपिञ्जला, उपेन्द्र, बहुला, 
कुनीरा, वैनन्दी, पिञ्जला, वेणा, तुङ्गवेगा, महानदी, 
विदिशा, कृष्णवेगा, ताम्रा, कपिला, धेनु, सकामा, 
चेदस्वा, हविःावा, महापथा, क्षिप्रा (सिप्रा) , पिच्छला, 
भारद्वाजी, कौर्णिकी, शोणा (सोन), चन्द्रमा, अन्तःशिला, 
बहामेध्या, परोक्षा, रोही, जम्बूनदी (जम्मू), सुनासा, 
'तपसा, दासी, सामान्या, दरुणा, .असी, नीला, घृतिकरी, 


० अर्चयस्व हृषीकेशं यदीरछसि परं पदम्‌ + 


£ संक्षिप्त पशयुराण 


4445550%%322०००५५५०५०७७५०५७७५४५७५७००७४४७५७७७४५०७०»५»»&98+******»»2०«४*४***»»%*००»४४०७७४४ 494 4694989400 ४. 


पर्णाशा, मानवी, वृषभा तथा भाषा । द्विजवरो ! ये तथा 
और भी बहुत-सी बड़ी-बड़ी नदियाँ है । 
अब जनपदोंका वर्णन करता हूँ, सुनिये। कुरु, 
पाझाल, शाल्व, मात्रेय, जाङ्गल, शूरसेन (मथुराके 
आसपासका प्रान्त), पुलिन्द, बौध, माल, सौगन्ध्य, 
चेदि, मत्स्य (जयपुरके आसपासका भूखण्ड), करूष, 
भोज, सिन्धु (सिंध), उत्तम, दशार्ण, मेकल, उत्कल, 
कोशल, नैकपृष्ठ, युगंधर, मद्र, कलिङ्ग, काशि, 
अपरकाशि, जठर, कुकुर, कुन्ति, अवन्ति (उज्नैनके 
आसपासका देश), अपरकुन्ति; गोमन्त, मल्लक, पुण्ड, 
नृपवाहिक, अशमक, उत्तर, गोपराष्ट्र, अधिराज्य, कुशट्ट, 
मल्लराष्ट्र, मालव (मालवा), उपवास्य, वक्रा, बक्रातप, 
मागध, . सद्म, मलज, विदेह (तिरहुत), विजय, अङ्ग 
(भागलपुरके आसपासका प्रान्त), वङ्ग (बंगाल), 
यकृल्लोमा, मल्ल, सुदेष्ण, प्रह्मद, महिष, शशक, 
बाहिक (नलख), वाटधान, आभीर, कालतोयक, 
अपरान्त, पन्त, पङ्कल, चर्मचण्डक, अटवीशेखर, 
मेरुभूत, उपावृत्त, अनुपावृत्त, सुराष्ट्र (सूरतके 
आसपासका देश), (केकय, कुट्ट, माहेय, कक्ष, 
सामुद्र, निष्कुट, अन्ध, बहु, अन्तर्गिरि, बहिर्गिरि, मरूद, 
सत्वतर, आवृषेय, भार्ग, भार्गव, भासुर, शक, निषाद, 
निषध, आनर्त (द्वारकाके आसपासका देश), नै#ऋत, 
पूर्णल, पूतिमस्स्य, कुन्तल, कुशक, तीरग्रह, ईजिक, 
कल्पकारण, तिलभाग, मसार, मधुमत्त, ककुन्दक 
काइमीर, सिन्धुसौवीर, गान्धार (कंधार), दर्शक, 
अभीसार, कुद्टुत, सौरिल, द्वी, दर्बाबात, जामरथ, 
उरग, अलर्ट, सुदामा, सुमल्लिक, बन्ध, करीकष, 
कुलिन्द, गन्धिक, बानायु, दश, पार्श्वरेमा, कुशबिन्दु, 
कच्छ, गोपालकच्छ, कुरुवर्ण, किरात, बर्बर, सिद्ध, 
ततात्रलिप्तिक, औड़म्लेच्छ, सैरिन्द्र और पर्वतीय । ये सब 
उत्तर भारतके जनपद बताये गये हैं। 
मुनिवये ! अब दक्षिण भारतके जनपदोंका वर्णन 
किया जाता है! द्रविड (तमिलनाड), केरल 
(मलावार), प्राच्य, मूषिक, बालमूषिक, कर्णाटक, 
महिषक किष्किन्ध, झल्लिक, कुन्तल, सौहद, 


नलकानन, कोकुट्टक, चोल, कोण, मणिबालन, सभङ्ग, 
'कनङ्क, कुकुर, आङ्गार, मारिष, ध्वजिनी, उत्सव, संकेत, 
त्रिगर्भ, माल्यसेनि, व्यूढक, कोरक, प्रोष्ठ, सङ्गवेगधर, 
विन्द्य, रुलिक, बल्वल, मलर, अपरवर्तक, कालद, 
चण्डक, कुरट, मुशल, तनवाल, सतीर्थ, पूति, सृञ्जय, 
अनिदाय, शिवाट, तपान, सूतप, ऋषिक, विदर्भ 
(बदर), तङ्गण और परतङ्गण। अब उत्तर एबं अन्य 
दिशाओंमें रहनेवाले म्लेच्छोकि स्थान बताये जाते 
हैं--यवन (यूनानी) और काम्बोज--ये बड़े क्रूर 
म्लेच्छ हैं। कृघृह, पुलट्य, हूण, पारसिक (ईरान) तथा 
दशमानिक इत्यादि अनेको, जनपद हैं। इनके सिवा 
क्षत्रियोंके भी कई उपनिवेश हैं । वैश्यो और शूद्रोके भी 
स्थान हैं। शुरवीर आभीर; दरद तथा काइमीर जातिके 
ल्ग पशुओंके साथ रहते हैं। खाण्डीक, तुषार, पद्मान, 
गिरिंगह्वर, आत्रेय, भारद्वाज, स्तैनपोषक, द्रोषक और 
कलिङ्ग-ये किरातोंकी जातियाँ हैं [और इनके नामसे 
भिन्न-भिन्न जनपद हुए हैं] । तोमर, हन्यमान और 
'करभञ्जक आदि अन्य बहुत-से जनपद हैं । यह पूर्व और 
उत्तरके जनपदोंका वर्णन हुआ । ब्राह्मणो ! इस प्रकार 
संक्षेपसे ही मैंने सब देशोंका परिचय दिया है। इस 
अध्यायका पाठ और श्रवण त्रिवर्ग, (धर्म, अर्थ और 
काम) रूप महान्‌ फलको देनेवाला है । 

द्विजवरो ! प्राचीन कालमें राजा युधिष्ठिरके साथ 
जो देवर्षि नारदका संवाद हुआ था, उसका वर्णन करता 
हूँ; आपलोग श्रवण करें। महारथी पाण्डबॉके राज्यका 
अपहरण हो चुका था। वे द्रौपदीके साथ वनमें निवास 
करते थे। एक दिन उन्हें परम महात्मा देवर्षि नारदजीने 
दर्शन दिया । पाण्डयॉने उनका स्वागत-सत्कार किया । 
नारदजी उनकी की हुई पूजा स्वीकार करके युधिष्ठिरसे 
बोले---'धर्मात्माओमें श्रेष्ठ ! तुम क्या चाहते हो ?' यह 
सुनकर धर्मेदेन्दन राजा. युधिष्ठिरने भाइयोंसहित हाथ 
जोड़ देवतुल्य नारदजीको प्रणाम किया और कहा-- 
“महाभागे 4 आप सम्पूर्ण लोकोंद्रारा पूजित हैं। आपके 


, संतुष्ट हो जानेपर मैं अपनेको कृतार्थ मानता हुँ--मुझे 


किसी बातकी आवश्यकता नहीं है। मुनिश्रेष्ठ ! जो 


स्वर्गखण्ड ] 


2७७४५७७७७५ कक & 3 #* क # ४७५४» ४ # 3» # »#9 »४ # 3 कीक 8 2 & &+ & ४ * 38 ७४४४ # #+४ के * $ »# * &:* *४*5# 6: # &8&#*%4###०. 


तोर्थयात्रामें प्रवृत्त होकर समूची पृथ्वीकी परिक्रमा करता 
है, उसको क्या फल मिलता है ? ब्रह्मन्‌ ! इस बातको 
आप पूर्णरूपसे बतानेकी कृपा करें।' 
नारदजी बोले--राजन्‌ ! पहलेकी बात है, 
राजाऑमें श्रेष्ठ दिलीप धर्मानुकूल ब्रतका नियम लेकर 
गङ्गाजीके तटपर मुनियोंकी भाँति निवास करते थे। कुछ 
कालके बाद एक दिन जब महामना दिलीप जप कर रहे 
थे, उसी समय उन्हें ऋषियोंमें श्रेष्ठ वसिष्ठजीका दर्शन 
हुआ । महर्षिको उपस्थित देख राजाने उनका विधिवत्‌ 
पूजन किया और कहा--'उत्तम ब्रतका पालन करने- 
चाले मुनिश्रेष्ठ ! मैं आपका दास दिलीप हूँ। आज 
आपका दर्शन पाकर मैं सब पापॉसे मुक्त हो गया ।' 
ससिष्ठजीने कहा--महाभाग ! तुम धर्मके ज्ञाता 
हो । तुम्हारे विनय, इन्द्रियसंयम तथा सत्य आदि गुणोंसे मैं 
सर्वथा संतुष्ट हूँ । बोलो, तुम्हारा कौन-सा प्रिय कार्य करूँ ? 
दिलीप लोरे मुने ! आप प्रसन्न हैं, इतनेसे ही 
मै अपनेको कृतकृत्य समझता हुँ । तपोधन ! जो (तीर्थ- 
यात्राके उद्देश्यसे) सारी पृथ्वीकी प्रदक्षिणा करता है, 
उसको क्या फल मिलता हे ? यह मुझे बताइये । 
खसिष्ठजीने कहा--तात ! तीथॉका सेवन 
करनेसे जो फल मिलता है, उसे एकाग्रचित्त होकर सुनो । 
तीर्थ ऋषियोंके परम आश्रय हैं । मैं उनका वर्णन करता 
हूँ। वास्तवमें तीर्थसेवनका फल उसे ही मिलता है 
जिसके हाथ, पैर और मन अच्छी तरह अपने बचामें हों; 
जो विद्वान, तपस्वी और कीर्तिमान्‌ हों तथा जिसने दान 
लेना छोड़ दिया हो | जो संतोषी, नियमपरायण, पवित्र, 
अहंकारशूत्य और उपवास (ब्रत) करनेवाला हो; जो 
अपने आहार और इन्द्रियॉपर विजय आप्त कर चुक्रा हो; 
जो सब दोषॉसे मुक्त हो तथा जिसमें ्रोधका अभाव 
हो! जो सत्यवादी, दृढप्रतिज्ञ तथा सम्पूर्ण भूतोंके प्रति 
अपने-जैसा भाव रखनेवाल् हो, उसीको तीर्थका पूरा 
फल जास्त होता है । राजन्‌ ! दरिद्र मनुष्य यज्ञ नहीं कर 
सकते; क्योंकि उसमें नाना प्रकारके साधन और 


* भारतवर्षका त्रर्णन और वसिष्ठजीके पुष्कर-तीर्थकी महिमाका बस्वान » 


३३५ 


Jenrserkseneseeese%%५%+reenenneae५५५५०५४४९#॥ 


सामग्रीकी आवश्यकता होती है। कहीं कोई राजा या 

धनवान्‌ पुरुष ही यज्ञका अनुष्ठान कर पाते हैं। इसलिये 

मै तुम्हें वह शास्त्रोक्त कर्म बतला रहा हूँ, जिसे दरिद्र 

मनुष्य भी कर सकते हैं तथा जो पुण्यकी दृष्टिसे 

यज्ञफलोंकी समानता करनेवाला है; उसे ध्यान देकर 

सुनो । पुष्कर तीर्थमें जाकर मनुष्य देवाधिदेवके समान 

हो जाता है। महाराज ! दिव्यशक्तिसे सम्पन्न देवता, दैत्य 
तथा ब्रह्मर्षिगण यहाँ तपस्या करके महान्‌ पुण्यके भागी 
हुए हैं; जो मनीची पुरुष मनसे भी पुष्कर तीर्थके सेवनकी 

इच्छा करता है, उसके सब पाप धुल जाते हैं तथा वह 
स्वर्गलोकमें पूजित होता है । इस तीर्थमें पितामह ब्रह्माजी 
सदा प्रसन्नतापूर्वक निवास करते हैं। महाभाग ! पुष्करमें 
आकर देवता और ऋषि भी महान्‌ पुण्यसे युक्त हो 
परमसिद्धिको प्रप्त हुए हैं। जो वहाँ स्नान करके पितरों 

और देवताओकि पूजनमें प्रवृत्त होता है, उसके लिये 

मनीषी विद्वान्‌ अश्वमेधसे दसगुने पुण्यकी प्राप्ति बतलाते 

हैं। जो पुष्करके वनमें जाकर एक ब्राह्मणको भी भोजन 

कराता है, वह उसके पुण्यसे ब्रह्मधाममें स्थित अजित 
लोकोंको प्राप्त होता है। जो सायंकाल और प्रातःकालमें 
हाथ जोड़कर पुष्कर तीर्थका चिन्तन करता है, यह सब 
तीथोंमें स्नान करनेका फल प्राप्त करता है । पुष्करमें जाने 
मात्रसे स्त्री या पुरुषके जन्मभरके किये हुए सारे पाप नष्ट 
हो जाते हैं। जैसे भगवान्‌ विष्णु सम्पूर्ण देवताओंके 
आदि हैं, उसी प्रकार पुष्कर भी समस्त तीर्थोंका आदि 
कहलाता है । पुष्करमें, नियम और पवित्रतापूर्वक बारह 
वर्षतक निवास करके मनुष्य सम्पूर्ण यज्ञांका फल प्राप्त 
कर लेता है और अन्तमें त्रद्मलोकको जाता है । जो पूरे 
सौ वर्षांतक अग्रिहोत्रका अनुष्ठान करता है अथवा 
केवल कार्तिककी पूर्णिमाको पुष्करमें नियास करता है, 
उसके ये दोनों कर्म समान ही हैं। पहले तो पुष्करमें 
जाना ही कठिन है। जानेपर भी वहाँ तपस्या करना और 
भी कठिन है। पुष्करमें दान देना उससे भी कठिन है 
और सदा नहाँ निवास करना तो बहुत ही मुश्किल है । 


= + = 


जम्बूमार्ग आदि तीर्थ, नर्मदा नदी, अमरकण्टक पर्वत तथा कावेरी-सङ्गमकी महिमा 


जसिष्ठजी कहते है--राजन्‌ ! पृथ्वीकी परिक्रमा 
आरम्भ करनेवाले मनुष्यको पहले जम्बूमार्गमें प्रवेश 
करना चाहिये। वह पितरों, देवताओं तथा ऋषियोंद्ारा 
पूजित तीर्थ है। जम्बूमार्गमें जाकर मनुष्य अश्वमेध 
यशका फल प्राप्त करता. है और अन्तमें विष्णुल्रेकको 
जाता है । जो मनुष्य प्रतिदिन छठे पहरमें एक नार भोजन 
करते हुए पाँच राततक ठस तीर्थमें निवास करता है, 
उसकी कभी दुर्गति नहीं होती तथा वह परम उत्तम 
सिद्धिको प्राप्त होता है। जम्बूमार्गे चलकर 
तुष्डूलिकाश्रमकी यात्रा करनी चाहिये। बहाँ जानेसे 
मनुष्य दुर्गतिमें नहीं पड़ता तथा स्तर्गल्त्रेकमें उसका 
सम्मान होता है। राजन्‌! जो आगरस्त्याश्रममें जाकर 
देवताओं और पितरोंकी पूजा करता और वहाँ तीन रात 
उपवास करके रहता है, उसे अग्निष्टोम यज्ञका फल 
मिळता है। तथा जो झाक या फलसे जीनन-निर्वाह 
करते हुए वहाँ निवास करता है, यह परम उत्तम 
कार्तिकेयजीके धामको प्राप्त होता है। राजाओमें श्रेष्ठ 
दिलीप ! लक्ष्मीसे सेवित तथा समस्त लोकोंद्वारा पूजित 
कन्याश्रम तीर्थ घर्मारण्यके नामसे प्रसिद्ध है, वह 
पुण्यदायक और प्रघान क्षेत्र है; वहाँ पहुँचकर उसमें 
अवेश करने मात्रसे मनुष्य सन पापॉसे मुक्त हो जाता है । 
जो नियमानुकूल आहार करके शौच-संतोघ आदि 
नियमोंका पालन करते हुए वहाँ देवता तथा पितरोंका 
पूजन करता है, वह सम्पूर्ण कामनाओको पूर्ण करनेवाले 
यज्ञका फल पाता है। उस तीर्थकी परिक्रमा करके 
'ययाति-पतन नामक स्थानको जाना चाहिये । यहाँकौ 
यात्रा करनेसे अश्वमेघ यज्ञका फल प्राप्त होता है। 
तदनन्तर, नियमानुकूल आहार और आचारका 
पालन करते हुए [उज्ैनमें स्थित] महाकाल तीर्थकी 
यात्रा करे । वहाँ कोटितीर्थमें स्नान करके मनुष्यं अश्वमेघ 
यज्ञका फल प्राप्त करता है; वहाँसे धर्मज्ञ -पुरुषको 
भद्रबट नामक स्थानमें जाना चाहिये, जो भगवान्‌ 
उमापतिका तीर्थ है। यहाँकी यात्रा करनेसे एक हजार 


गोदानका फल मिलता है तथा महादेवजीकी कुपासे 
शिवगर्णोका आधिपत्य प्राप्त होता है। नर्मदा नदीमें 
जाकर देवताओं तथा पितरोंका तर्पण करके मनुष्य 
अग्निष्टोम यज्ञका फल पाता है। 

युधिष्ठिर बोळे--द्विजभ्रेष्ठ नारदजी ! मैं पुनः 
नर्मदाका माहात्म्य सुनना चाहता हूँ । 

नारदजीने कहा--राजन्‌ ! नर्मदा सब नदियोंमें 
श्रेष्ठ है। वह समस्त पापोंका नाश ळरनेवारी तथा 
स्थावर-जङ्गम सम्पूर्ण भूतोंको तारनेवाली है । सरस्वतीका 
जल तीन सप्ताहतक स्त्रान करनेसे, यमुनाका जल एक 
सप्ताहतक गोता लगानेसे और गङ्गाजीका जल स्पर्शके 
समय ही पवित्र करता है; किन्तु नर्मदाका जल 
दर्शनमात्रे पवित्र कर देता है। नर्मदा तीनों लोकॉंमें 
रमणीय तथा पावन नदी है। महाराज ! देवता, असुर, 
गन्धर्व और तपोधन ऋषि-- ये नर्मदाके तटपर तपस्या 
करके परम सिद्धिको प्राप्त हो चुके हैं। युधिष्ठिर ! वहाँ 
ख्रान करके शौच-संतोष आदि नियमोंका पालन करते 
हुए जो जितेन्द्रियभानसे एक रात भी उसके तटपर 
निवास करता है, चह अपनी सौ पीढ़ियोंका उद्धार कर 
देता है। जो मनुष्य जनेश्चर तीर्थमें स्नान करके 
विधिपूर्वक पिण्डदान देता है, उसके पितर महाप्रलयतक 
तृप्त रहते हैं। अमरकण्टक. पर्वतके चारों ओर कोटि 
रुद्रोंकी अतिष्ठा हुई है; जो वहाँ स्नान करता और चन्दन 
एवं फूल-माला आदि चढ़ाकर रुद्रकी पूजा करता है, 
उसपर रुद्रकोटिस्वरूप भगवान्‌ शिव प्रसन्न होते हैं, 
इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है । पर्वतके पश्चिम भागमें 
स्वर्यं भगवान्‌ महेश्वर विराजमान हैं.। यहाँ स्नान करके 
पवित्र हो नह्मचर्यका पालन करते हुए जितेन्द्रियमावसे 
आस्त्रीय विधिके अनुसार श्राद्ध करना चाहिये तथा वहाँ 
तिल और जलसे पितरों तथा देवताओंका- तर्पण भी 
करना चाहिये । पाण्डुनन्दन !.जो ऐसा करता हे, उसकी 
सातवीं पीढ़ोतकके सभी लोग स्वर्गमे निवास करते हैं। 

"राजा युधिष्ठिर ! सरिताओंमें श्रेष्ठ नर्मदाकी :रुंबाई 


स्वर्गखण्ड ] 


= जष्यूमार्ग आदि तीर्थ, नर्मदा नदी, अयरकण्टक पर्वत तथा काघेरी-सङ्गमकी महिमा » 


३३७ 


3०००७४९७००४७५७७४७०७७७४५ ५७9७ ७७# ७७७७७७७५७७ ३७७७७७७ २३७५१७ ७५७७७ ७७७ ७७७७७४५७७७ ७७५७७७७७५७ 99% ##** 9४ ४५ #* 9 # *'8 ४ 8. 


सौ योजनसे कुछ अधिक सुनी जाती है तथा चौड़ाई दो 
योजनकी है। अमरकण्टक पर्वतके चारों ओर साठ 
करोड और साठ हजार तीर्थ हैं। वहाँ रहनेवाला पुरुष 
ब्रहमचर्यका पालन करे, पवित्र रहे, क्रोध और इन्द्रियोंको 
काबूमें रखे तथा सब प्रकारकी हिंसाऑसे दूर रहकर सब 
प्राणियोंके हित-साधनमें संलग्न रहे । इस प्रकार समस्त 
सदाचारोंका पालन करते हुए क्षेत्रपालो (तीर्थ- 
देवताओं) के दर्शनके लिये यात्रा करनी चाहिये। 
नर्मदाके दक्षिण-भागमें थोड़ी ही दूरपर एक कपिला 
नामकी बहुत बढी नदी है, जो अपने तटपर उगे हुए 
देवदार एवे अर्जुनके वृक्षांसे आच्छादित रहती है। वह 
परम सौभाग्यवती पावन नदी तीनों लोकोंमें विख्यात है । 
युधिष्ठिर ! उसके तटपर सौ करोड़से अधिक तीर्थ हैं। 
कपिलाके तीरपर जो वृक्ष कालचक्रके प्रभावसे गिर जाते 
हैं, वे भी नर्मदाके जलसे संयुक्त होनेपर परम गतिको 
प्राप्त होते हैं। एक दूसरी भी नदी है, जिसका नाम 
विशल्यकरणा है । उस शुभ नदीके किनारे खान करनेसे 
मनुष्य तत्काल शल्यरहित--शोकहीन हो जाता है। 
नर्मदासे मिली हुई विशल्या नामकी नदी सख पापोंका 
नाश करनेवाली है । राजन्‌ ! जो मनुष्य वहां स्नान करके 
ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए जितेन्द्रियभाबसे एक रात 
निवास करता है, वह अपनी सौ पीढ़ियोंको तार देता है । 
महाराज ! जो उस तीर्थमें उपवास करता है, यह सब 
पापॉसे शुद्ध होकर इन्द्रलोकको जाता है । नर्मदामें स्लान 
करके मनुष्य अश्वमेध यज्ञक्रा फल प्राप्त करता है। 
अमरकण्टक पर्वतपर जिसकी मृत्यु होती है, वह सौ 
करोड़ वर्षोसे अधिक कालतक इन्द्रलोकमें प्रतिष्ठित 
होता है.। फेन और रूहरोंसे सुशोभित नर्मदाका पावन 
जल मस्तकपर चकानेथोग्य है; ऐसा करनेसे सब पापोंसे 
छुटकारा मिल जाता है। नर्मदा सब प्रकारके पुण्य 
देनेवाली और ब्रह्महत्याका पाप दूर करनेवाल्मै है। जो 
नर्मदा-तटपर एक दिन और एक रात उपवास करता है, 
बह ब्रह्महत्यासे छूट जाता है । पाण्डुनन्दन ! इस प्रकार 
नर्मदा परम पावन एवं रमणीय नदी है। यह महानदी 
तीनों लोकोंको पवित्र करतीं है। 


महाराज ! अमरकण्टक पर्वत सब ओरसे पुण्यमय 
है। जो चन्द्रगहण तथा सूर्यग्रहणके अवसरपर अमर- 
कण्टककी यात्रा. करता है, उसके लिये मनीषी पुरुष 
अश्वमेधसे दसगुना पुण्य बताते हैं । वहाँ महेश्वरका दर्शन 
करनेसे स्वर्गल्त्रेककी आपि होती है। जो लोग सूर्य- 
्रहणके समय समुदायके साथ आअमरकण्टक पर्वतकी 
यात्रा करते हैं, उन्हें पुण्डरीक यज्ञका सम्पूर्ण फल प्राप्त 
होता है। उस पर्वतपर ज्वालेश्वर नामक महादेव हैं, वहाँ 
स््रान करके मनुष्य स्वर्गलोकको प्राप्त होते हैं तथा 
जिनकी वहाँ मृत्यु होती है, वे पुनः जन्म-मरणके बन्धनमें 
नहीं पड़ते । मनुष्यके हृदयमें सकाम भाव हो या 
निष्काम, वह नर्मदाके शुभ जलमें स्नान करके सब 
पापॉसे मुक्त हो जाता है और अन्तमें रुद्रलोकको 
जाता है। 

सूजी कहते हैं-युधिष्टिरं आदि सन महात्मा 
पुरुषेनि मारदजीसे पूछा--'भगवन्‌ ! सम्पूर्ण लोकेकि 
हितके उद्देश्यसे तथा हमलोगोंके ज्ञान एवे पुण्यकी 
खृद्धिके लिये आप [कृपापूर्वक] नर्मदा-कावेरी- 
संगमकी यथार्थ महिमाका वर्णन कीजिये (* 

नारदजीने कहा--राजन्‌! लोक-विख्यात 
कावेरी नदी जहाँ नर्मदामें मिली हैं, उसी स्थानपर पहले 
कभी सत्यपराक्रम कुबेर स्लान करके पवित्र हो तपस्या 
करते थे। उन्होने सौ दिव्य वर्षोतक भारी तपस्या की । 
इससे प्रसन्न होकर महादेखजीने उन्हें उत्तम वर प्रदान 
किया। ये बोले--'महान्‌ सत्त्वशाली यक्ष! तुम 
इच्छानुसार खर माँगो; तुम्हारे मनमें जो अभीष्ट कार्य हो, 
उसे बताओ।' 

कुबेरने कहा-_देवेश्वर ! यदि आप संतुष्ट हैं 
और मुझे बर देना चाहते हैं तो ऐसी कृपा कीजिये कि 
"मैं सब यक्षोका स्वामी खनूँ। 

कुनेरको बात सुनकर भगवान्‌ महेश्वर बहुत असन्न 
हुए, वे 'एवमस्तु' कहकर वहाँ अन्तर्घन हो गये। वर 
पाकर कुबेर यक्षपुरी--अलकापुरीमें गये । वहाँ श्रेष्ठ 
यक्षेने उनका बड़ा सम्मान किया और उन्हें 'राजा'के 
'पदपर अभिषिक्त कर दिया । जहाँ कुखेरने तपस्या को थी, 


जहाँ कावेरी-संगमका जल सब पापोंका नाश 
करनेवाला है। जो लोग उस संगमकी महिमाको नहीं 
जानते, वे बड़े भारी लाभसे वञ्चित रह जाते हैं। अतः 
मनुष्यको सर्वथा प्रयत्न करके वहाँ स्त्रान करना 
चाहिये। कावेरी और महानदी नर्मदा दोनों ही परम 
भुण्यदायिनी हैं। महाराज ! वहाँ जान करके वृषभध्यज 
भगवान्‌ शङ्करका पूजन करना चाहिये ! ऐसा करनेवाला 


पुरुष अश्वमेघ यज्ञका फल प्राप्त करके रुद्रलोकमें 
पूजित होता है। गङ्गा और यमुनाके संगममें स्रान 
करके मनुष्य जिस फलको प्राप्त करता है, वही फल 
उसे कावेरी-नर्मदा-संगममें स्नान करनेसे भी मिलता 
है। राजेन्द्र ! इस प्रकार नर्मदा-कावेरी-संगमकी बड़ी 
महिमा है। वहाँ सब पापोंका नाश करनेबाला महान्‌ 
पुण्यफल प्राप्त होता है। 


— कि — 


नर्मदाके तटवर्ती तीर्थोका वर्णन 


नारदजी कहते हैं--युधिष्ठिर ! नर्मदाके उत्तर 
तरपर 'पत्रेश्वर' नामसे विख्यात एक तीर्थ है, जिसका 
विस्तार चार कोसका है। वह सब पापोंका नारा 
करनेवाला उत्तम तीर्थ है । राजन्‌! यहाँ स्नान करके 
मनुष्य देनताओकि साथ आनन्दका अनुभव करता है। 
वहाँसे 'गर्जन' नामक तीर्थमें जाना चाहिये, जहाँ 
[रावणका पुत्र] मेघनाद गया था; उसी तीर्थके प्रभावसे 
उसको 'इन्दरजित्‌' नाम प्राप्त हुआ था । वहाँसे 'मेघराव' 
तीर्थकी यात्रा करनी चाहिये, जहाँ मेघनादने मेघके समान 
गर्जना की थी तथा अपने परिकरॉसहित उसने अभीष्ट 
वर प्राप्त किये थे। राजा युधिष्ठिर! उस स्थानसे 
“ब्रह्मावर्त' नामक तीर्थको जाना चाहिये, जहाँ ब्रह्माजी 
सदा निवास करते हैं। वहाँ स्त्रान करनेसे मनुष्य 
ब्रह्मलोकमें प्रतिष्ठित होता है। 
तदनन्तर अङ्गारेश्वर तीर्थमें जाकर नियमित आहार 
अहण करते हुए नियमपूर्वक रहे । ऐसा करनेवाला मनुष्य 
सब पापोंसे शुद्ध हो रुद्रलोकमें जाता है। वहाँसे परम 
उत्तम कपिला तीर्थकी यात्रा करे। वहाँ स्त्रान करनेसे 
मनुष्यको गोदानका फल प्राप्त होता है। तत्पश्चात्‌ 
कुप्डलेश्वर नामक उत्तम तीर्थमें जाय, जहाँ भगवान्‌ शङ्कर 
पार्वतीजीके साथ निवास करते हैं । राजेन्द्र ! वहाँ स्त्रान 
करनेसे मनुष्य देवताओंके लिये भी अवध्य हो जाता है ! 


बहाँसे पिप्पलेश्वर तीर्थकी यात्रा करे, वह सब पापोंका 

नाश करनेवाला तीर्थ है । वहाँ जानेसे रुद्रलोकमें सम्मान- 

पूर्वक निवास आप होता है । इसके बाद विमलेश्वर तीर्थमें 
जाय; वह बड़ा निर्मल तीर्थ है; उस तीर्थमें मृत्यु होनेपर 
रुद्रलोककी भर्ति होती है। तदनन्तर पुष्करिणीमें जाकर 
स्जान करना चाहिये; वहाँ स्नान करनेमात्रसे मनुष्य इन्द्रके 
आधे सिंहासनका अधिकारी हो जाता है । नर्मदा समस्त 
सरिताओमे श्रेष्ठ है, बह स्थावर-जङ्गम समस्त प्राणियोंका 
उद्धार कर देती है। मुनि भी इस श्रेष्ठ नदी नर्मदाका स्तवन 
करते हैं। यह समस्त लोकोंका हित करनेकी इच्छासे 
भगवान्‌ रुद्रके शरीरसे निकली है । यह सदा सब पापोंका 
अपहरण करनेवाली और सन लोगोकि द्वारा अभिवन्दित 
है। देवता, गन्धर्व और अप्सरा--सभी इसकी स्तुति 
करते रहते हैं---'पुण्यसलिला नर्मदा ! तुम सब नदियोंमें 
प्रधान हो, तुम्हें नमस्कार है। सागरगामिनी ! तुमको 
प्रणाम है। ऋषिगणोंसे पूजित तथा भगवान्‌ शङ्करके 
श्रीविग्रहसे प्रकट हुई नर्मदे ! तुम्हें बारंबार नमस्कार है । 
सुमुखि ! तुम धर्मको धारण करनेवाली हो, तुम्हें प्रणाम 
है। देनताऔंका समुदाय तुम्हारे चरणोंमें मस्तक झुकाता 
है, तुम्हें नमस्कार है। देवि! तुम समस्त पवित्र 
वस्तुओको भी परम पावन बनानेवाली हौ, सम्पूर्ण संसार 
तुम्हारी पूजा करता है; तुम्हें बारबार नमस्कार है।'* 


# नमः पुण्यजले आच्चे नमः 


सागरगामिनि । नमोऽस्तु ते 
नमोऽस्तु ते धर्मभृते बरानने नमोऊस्तु ते देवगणैकबन्दिते । नमोऽस्तु ते सर्वपवित्रपावने नमो5स्तु ते सर्वजगत्सुपूजिते ॥ 


ऋषिगणैः शकरदेहनिःसृते॥ 


(१८॥ १७-१८) 


* नर्मदाके तटबतीं तीथोका वर्णन « 


३३९ 


जो मनुष्य प्रतिदिन शुद्धभावसे इस स्तोत्रका पाठ 
करता है, वह ब्राह्मण हो तो वेदका विद्वान्‌ होता है, 
क्षत्रिय हो तो युद्धमें विजय प्राप्त करता है, वैश्य हो तो 
[व्यापारमें] लाभ उठाता है और शूद्र हो तो उत्तम 
गतिको प्राप्त होता है। साक्षात्‌ भगवान्‌ शङ्कर भी नर्मदा 
नदीका नित्य सेवन करते हैं; अतः इस नदीको परम 
पावन समझना चाहिये। यह ब्रह्महत्याको भी दूर 
करनेबाली है। 
शूलभद्र नामसे विख्यात एक परम पवित्र तीर्थ है। 
वहाँ स्त्रान करके भगवान्‌ शिवका पूजन करना चाहिये। 
इससे एक हजार गोदानका फल मिलता है। राजन्‌ ! जो 
उस तीर्थमें महादेबजीकी पूजा करते हुए तीन राततक 
निवास करता है, उसका इस संसारमें फिर जन्म नहीं 
होता । तदनन्तर क्रमशः भीमेश्वर, परम उत्तम नर्मदेश्वर 
तथा महापुण्यमय आदित्येश्वरकी यात्रा करनी चाहिये । 
आदित्येश्वर तीर्थमें स्त्रानके पश्चात्‌ घी और मधुसे 
शिबजीका पूजन करना उचित है । मल्लिकेश्वर तीर्थमें 
जाकर उसकी परिक्रमा करनेसे जन्मका पूर्ण फल प्राप्त हो 
जाता है | वहाँले वरुणेश्वरमें तथा वरुणेश्वरसे परम उत्तम 
नीराजेश्वर तीर्थमें जाना चाहिये । नीराजेश्वरके पञ्चायतन 
(पञ्चदेवमन्दिर)का दर्शन करनेसे सब तीर्थांका फल 
प्राप्त हो जाता है । राजेन्द्र ! वहाँसे कोटितीर्थकी यात्रा 
करनी चाहिये; वह तीर्थ सर्वत्र प्रसिद्ध है । वहाँ भगवान्‌ 
शिवने करोड़ों दानवोंका वध किया था; इसीलिये उन्हें 
कोटीश्वर कहा गया है। उस तीर्थका दर्शन करनेसे मनुष्य 
सशरीर स्वर्गको चला जाता है। वहाँ त्रयोदशीको 
महादेवजीकी उपासना करके स्रान करने मात्रसे 
मनुष्यको सम्पूर्ण यज्ञोंका फल प्राप्त हो जाता है। 
तत्पश्चात्‌ परम शोभायमान और उत्तम तीर्थ 
आरस्त्येश्वरकी यात्रा करे, वह पापोंका नाश करनेवाला 
हे । वहाँ स्नान करके मनुष्यको ब्रहाहत्यासे छुटकारा मिल 
जाता है। जो कार्तिक मासके कृष्णपक्षकी चतुर्दशी 
तिथिको उस तीर्थमें इन्द्रियसंयमपूर्वक एकाग्रचित्त हो 
घृतसे भगवान्‌ शिवको स्त्रान कराता है, वह इक्कीस 
पीढ़ियोतक शिव-धामकी प्राप्तिसे वञ्चित नहीं होता। जो 


वहाँ सवारी, जूते, छाता, घृतपूर्ण सुवर्णपात्र तथा 
भोजन-सामग्री ब्राह्मणोंको दान करता है, उसका वह 
सारा दान कोटिगुना अधिक फल देनेवाला होता है। 

राजेन्द्र ! अगस्त्येधर तीर्थसे चलकर रविस्तव 
नामक उत्तम तीर्थमें जाना चाहिये। वहाँ स्नान करनेसे 
मनुष्य राजा होता है । नर्मदाके दक्षिण किनारे एक इन्द्र- 
तीर्थ है, जो सर्वत्र प्रसिद्ध है; वहाँ एक रात उपवास 
करके स्त्रान करना चाहिये । स्त्रानके पश्चात्‌ विधिपूर्वक 
भगवान्‌ जनार्दनका पूजन करे। ऐसा करनेसे उसे एक 
हजार गोदानका फल मिलता है तथा अन्तमें यह 
विष्णुलोकको प्राप्त होता है। इसके बाद ऋषितीर्थमें 
जाना चाहिये; वहाँ स्जान करने मात्रसे मनुष्य शिवलोकमें 
प्रतिष्ठित होता है। वहीं परम कल्याणमय नारदतीर्थ भी 
है; वहाँ नहाने मात्रसे एक हजार गोदानका फल मिलता 
है। तदनन्तर देवतीर्थकी यात्रा करे, जिसे पूर्वकालमें 
साक्षात्‌ ब्रह्माजीने उत्पन्न किया था; वहाँ स्नान करनेसे 
मनुष्य ब्रह्मलोकमें सम्मानित होता है। 

महाराज ! इसके बाद परम उत्तम वामनेश्वर तीर्थमें 
जाना चाहिये; वहाँके मन्दिरका दर्शन करनेसे ब्रह्म- 
हत्याका पाप छूट जाता है । वहाँसे मनुष्यको निश्चय ही 
ईशानेश्वरकी यात्रा करनी चाहिये। तत्पश्चात्‌ वटेश्वरमें 
जाकर भगवान्‌ शिवका दर्शन करनेसे जन्म लेनेका सारा 
'फल मिल जाता है। वहाँसे भीमेश्वर तीर्थमें जाना 
चाहिये, वह सब प्रकारकी व्याधियोंका नाश करनेवाला 
है। उस तीर्थमें स्त्रान मात्र करके मनुष्य सब दुःखोंसे 
छुटकारा पा जाता है। तत्पश्चात्‌ वारणेश्वर नामक उत्तम 
तीर्थकी यात्रा करे, वहाँ स्नान करनेसे भी सब दुःख छूट 
जाते हैं। उसके बाद सोमतीर्थमें जाकर चन्द्रमाका दर्शन 
करना चाहिये; वहाँ परम भक्तिपूर्वक खान करनेसे मनुष्य 
तत्काल दिव्य देह घारण करके शिवलोकको चला जाता 
है और वहाँ भगवान्‌ शिवकी ही भाँति चिरकालतक 
आनन्दका अनुभव करता है। शिवलोकमें वह साठ 
हजार वर्षोतक सम्मानपूर्वक निवास करता है। नहाँसे 
परम उत्तम पिङ्खलेश्वर तीर्थको जाय। यहाँ एक 
दिन-रातके उपवाससे त्रिरात्र-ब्रतका फल मिलता है । 


३४० 


+ अर्चयस्व हृषीकेशे यदीच्छसि पर पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


राजन्‌ ! जो उस तीर्थमें कपिला गौका दान करता है, बह 
उस गौंके तथा उससे होनेवाले गोबंशके शरीरमें जितने 
रोएँ होते हैं, उतने हजार वर्षोतक रुद्रलोकमें सम्मान- 
पूर्वक रहता है। 
तदनन्तर नन्दि-तीर्थमें जाकर वहाँ सान करे; इससे 
उसपर नन्दीश्वर प्रसन्न होते हैं और वह सोमलोकमें 
सम्मानपूर्वक निवास करता है। इसके बाद व्यासतीर्थकी 
यात्रा करे। व्यासतीर्थ एक तपोवनके रूपमें है। 
पूर्वकालमें वहाँ महानदी नर्मदाको व्यासजीके भयसे 
लौटना पड़ा था । व्यासजीने हुंकार किया, जिससे नर्मदा 
उनके स्थानसे दक्षिण दिशाकी ओर होकर बहने लगी । 
राजन्‌! जो उस तीर्थकी परिक्रमा करता है, उसपर 
व्यासजी संतुष्ट होते और उसे मनोवाञ्छित फल प्रदान 
करते हैं। जो मनुष्य परम तेजस्वी भगवान्‌ व्यासकी 
प्रतिमाको वेदीसहित सूत्रसे आवेष्टित करता है, वह 
शङ्करजीकी भाति अनन्त कालतक शिवलोकमें विहार 
करता है । इसके नाद एरण्डीतीर्थकी यात्रा करनी चाहिये, 
यह एक उत्तम तीर्थ है। वहाँ नर्मदा-एरण्डी-संगमके 
जलमें खान करनेसे मनुष्य सब पातकोंसे मुक्त हो जाता 
है। एरण्डी नदी तीनों लोकोंमें विख्यात और सब पार्पोका 
नाश करनेवाली है । आधिन मासमें शुक्कपक्षकी अष्टमी 
तिथिको वहाँ पवित्र भावसे स्नान करके उपवास 
करनेवाला मनुष्य यदि एक ब्राह्मणको भी भोजन करा दे 
तो उसे एक करोड़ ब्राह्मणोंको भोजन करानेका फल प्राप्त 
होता है। जो मनुष्य भक्तिभावसे युक्त होकर नर्मदा- 
एरण्डी-संगममें स्नान करता है अथवा मस्तकपर 
नर्मदेधरकी मूर्ति रखकर नर्मदाके जलसे मिले हुए 
एरण्डीके जलमें गोता लगाता है, बह सब पापॉसे मुक्त 
हो जाता है । राजन्‌ ! जो उस तीर्थकी परिक्रमा करता है, 
उसके द्वारा सात द्वीपॉसे युक्त समूची पृथ्वीकी परिक्रमा 
हो जाती है। 
तदनन्तर सुवर्णतिळक नामक तीर्थमें स्नान करके 
सुवर्ण दान करे । ऐसा करनेवाला पुरुष सोनेके निमानपर 
बैठकर रुद्रलोकमें जाता और सम्मानपूर्वक वहाँ निवास 
करता है। उसके नाद नर्मदा और इक्षुनदीके सङ्गममें 


जाना चाहिये । वहाँ स्नान करनेसे मनुष्य गणपति-पदको 
आए होता है। तत्पश्चात्‌ स्कन्दतीर्थकी यात्रा करे। वह 
सन पापोंका नाझ करनेवाला है । वहाँ खान करने मात्रसे 
जन्मभरका किया हुआ पाप नष्ट हो जाता है। पुनः 
बहाँके आङ्गिरस तीर्थमें जाकर स्नान करे, इससे एक 
हजार गोदानका फल मिलता है तथा रुद्रलोकमें सम्मान 
प्राप्त होता है। आङ्गिरस तीर्थसे लाङ्गल तीर्थमें जाना 
चाहिये। वह भी सब पापोंका नाश करनेवाला है। 
महाराज ! वहाँ जाकर यदि मनुष्य स्त्रान करे तो सात 
जन्मके किये हुए पापॉसे छुटकारा पा जाता है--इसमें 
तनिक भी सन्देह नहीं है। बहाँसे बटेश्वर तीर्थ और 
सर्वतीर्थकी यात्रा करे। सर्वतीर्थ अत्युत्तम तीर्थ है । वहाँ 
स्नान करनेसे सहस्र गोदानका फल मिलता है । उसके 
बाद सङ्गमेश्वर तीर्थमें जाना चाहिये। वह सब पापोंका 
अपहरण करनेवाला उत्तम तीर्थ है । वहाँसे भ्रतीर्थमें 
जाकर जो मनुष्य दान करता है, उसका वह सारा दान 
कोटिगुना अधिक हो जाता है। 

तत्पश्चात्‌ अङ्गारेश्वर तीर्थमें जाकर स्नान करे । वहाँ 
नहानेमात्रसे मनुष्य रुद्रलोकमें प्रतिष्ठित होता है, जो 
अङ्गारक-चतुर्थीको वहाँ खान करता है, वह भगवान्‌ 
विष्णुके शासनमें रहकर अनन्त कालतक आनन्दका 
अनुभव करता है । अयोनि-सङ्गम-तीर्थमें स्नान करनेसे 
मनुष्य गर्भमें नहीं आता । जो पाण्डवेश्वर तीर्थमें जाकर 
वहाँ स्त्रान करता है, वह अनन्त कालतक सुखी तथा 
देवता और असुरोंके लिये अवध्य होता है । उत्तरायण 
आनेपर कम्बोजकेश्वर तीर्थमें जाकर स्नान करे। ऐसा 
करनेसे मनुष्य जिस वस्तुकी इच्छा करता है, वही उसे 
आप्त हो जाती है। तदनन्तर चन्द्रभागामें जाकर स्नान 
करे । वहाँ नहानेमात्रसे मनुष्य सोमलोकमें प्रतिष्ठित होता 
है। इसके बाद झाक्रतीर्थकी यात्रा करे। वह सर्वत्र 
विख्यात, देवराज इन्द्रद्वाण सम्मानित तथा सम्पूर्ण 
देवताओंसे भी अभिवन्दित है। जो मनुष्य वहाँ स्नान 
करके सुवर्ण दान करता है अथवा नीले रंगका साँड़ 
छोड़ता है, बह उस साँड़के तथा उससे उत्पन्न होमेवाले 
गोवंशके झरीरमें जितने रोएँ होते हैं; उतने हजार वर्षोतक 


स्वर्गखण्ड ] 


* नर्मदाके तटबर्ती तीथॉका वर्णन + 


केडर 


भगवान्‌ शिवके धाममें निवास करता है! 
राजेन्द्र ! झक्रतीर्थसे कपिलातीर्थकी यात्रा करनी 
चाहिये | चह बड़ा ही उत्तम तीर्थ है। जो वहाँ स््नानके 
पश्चात्‌ कपिला गौका दान करता है, उसे सम्पूर्ण पृथ्वीके 
'दानका फल आप्त होता है। नर्मदेश्वर नामक तीर्थ सबसे 
श्रेष्ठ है। ऐसा तीर्थ आजतक न हुआ है न होगा । वहाँ 
खान करनेसे अश्वमेध यज्ञका फल प्राप्त होता है तथा 
मनुष्य इस पृथ्वीपर सर्वत्र प्रसिद्ध राजाके रूपमें जन्म 
ग्रहण करता है । वह सन प्रकारके शुभ लक्षणोंसे सम्पन्न 
तथा समस्त व्याधियोंसे रहित होता है। नर्मदाके उत्तर 
तरपर एक बहुत ही सुन्दर तथा रमणीय तीर्थ है, उसका 
नाम है--- आदित्यायतन । उसे साक्षात्‌ भगवान्‌ शाङ्करने 
प्रकट किया है । वहाँ स्नान करके यथाशक्ति दिया हुआ 
दान उस तीर्थके प्रभावसे अक्षय हो जाता है । दरिद्र, 
रोगी तथा पापी मनुष्य भी वहाँ स्नान करके सब पापाँसे 
मुक्त होते और भगवान्‌ सूर्यके लोकमें जाते हैं । वहाँसे 
मासेश्वर तीर्थमें जाकर स्नान करना चाहिये। वहाँके 
जलमें डुबकी लगाने मात्रसे स्वर्गलोककी प्राप्ति होती है 
तथा जबतक चौदह इन्द्रोकी आयु व्यतीत नहीं होती, 
तबतक मनुष्य स्वर्गलोकमें निवास करता है । तदनन्तर 
मासेश्वर तीर्थके पास ही जो नागेश्वर नामका तपोवन है, 
उसमें निवास करे और वहाँ एकाअचित्त हो स्नान करके 
पवित्र हो जाय । जो ऐसा करता है, बह अनन्त कालतक 
नाग-कन्याओंके साथ विहार करता है। तत्पश्चात्‌ 
कुबेरभवन नामक तीर्थकी यात्रा करे। वहाँसे कालेश्वर 
नामक उत्तम तीर्थमें जाय, जहाँ महादेवजीने कुबेरको वर 
देकर संतुष्ट किया था। महाराज ! वहाँ स्नान करनेसे 
सब भ्रकारकी सम्पत्ति पराप्त होती है। उसके बाद पश्चिम 
दिशाकी ओर मारुताळय नामक उत्तम तीर्थकी यात्रा करे 
और वहाँ स्नान करके पवित्र एवं एकाग्रचित्त होकर 
बुद्धिमान्‌ पुरुष यथाराक्ति सुवर्ण और अन्नका दान करे । 
ऐसा करनेसे नह पुष्पक निमानके द्वारा वायुलोकमें जाता 
है। युधिष्ठिर ! माघ मासमे यमतीर्थकी यात्रा करनी 


चाहिये । माघकृष्ण चतुर्दशीको जो वहाँ स्नान करता और 
दिनमें उपवास करके रातमें भोजन करता है, उसे 
गर्भवासकी पीड़ा नहीं भोगनी पड़ती। 

तदनन्तर ! सोमतीर्थमेंँ जाकर स्रान करे। वहाँ 
गोता लगाने मात्रसे मनुष्य सब पापेसि छुटकारा पा जाता 
है। महाराज ! जो उस तीर्थमें चान्द्रायण ब्रत करता है, 
वह सब पापोसे शुद्ध होकर सोमलोकमें जाता है। 
सोमतीर्थे स्तम्भतीर्थमें जाकर स्त्रान करे । ऐसा करनेसे 
मनुष्य सोमलोकमें प्रतिष्ठित होता है। इसके आद 
विष्णुतीर्थकी यात्रा करे । वह बहुत ही उत्तम तीर्थ है और 
'योधनीपुरके नामसे विख्यात है । वहाँ भगवान्‌ वासुदेवने 
करोड़ों असुरोंके साथ युद्ध किया था । युद्धभूमिम उस 
तीर्थकी उत्पत्ति हुई है । वहाँ खान करनेसे भगवान्‌ विष्णु 
प्रसन्न होते हैं। जो वहाँ एक दिन-रात उपवास करता है, 
उसका ब्रह्महत्या-जैसा पाप भी दूर हो जाता है । तत्पश्चात्‌ 
तापसेश्वर नामक उत्तम तीर्थमें जाना चाहिये; बह 
अमोहक तीर्थके नामसे विख्यात है। वहाँ पितरोंका 
तर्षण तथा पूर्णिमा और अमावास्याको विधिपूर्वक श्राद्ध 
करना चाहिये। वहाँ स्त्रानके पश्चात्‌ पितरोंको पिण्डदान 
करना आवश्यक है । उस तीर्थमें जलके भीतर हाथीके 
समान आकारबाली बड़ी-बड़ी चट्टानें हैं। उनके ऊपर 
विशेषतः वैशाख मासमें पिण्डदान करना चाहिये। ऐसा 
'करनेसे जबतक यह पृथ्वी कायम रहती है, तबतक 
पितरोंको पूर्ण तृप्ति बनी रहती है। महाराज ! वहाँसे 
सिद्धेश्वर नामक उत्तम तीर्थकी यात्रा करे । वहाँ स्त्रान 
करनेसे मनुष्य गणेशजीके निकट जाता है । उस तीर्थमें 
जहाँ जनार्दन नामसे प्रसिद्ध लिङ्ग है, वहाँ स्नान करनेसे 
विष्णुलोकमें प्रतिष्ठा होती है । सिद्धेश्वरमें अन्धोन तीर्थके 
समीप स्नान, दान, ब्राह्मण-भोजन तथा पिण्डदान करना 
उचित है। उसके आधे योजनके भीतर जिसकी मृत्यु 
होती है, उसे मुक्ति प्राप्त होती है। अन्थोनमें विधिपूर्वक 
पिण्डदान देनेसे पितरोंको तबतक तृप्ति बनी रहती है, 
जबतक चन्द्रमा और सूर्यकी सत्ता है। उत्तरायण प्राप्त 


१. यह सोमतीर्थ दूसरा है। पहले जिसका वर्णन आया है, वह इससे भिन्न है। 


३४२ 


» अर्चयस्व हृषीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ « 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


होनेपर जो खरी या पुरुष वहाँ खान करते और 
पचित्रभावसे भगवान्‌ सिद्धेश्वरे मन्दिरमे रहकर 
प्रातःकाल उनकी पूजा करते है, उन्हें सत्पुरुषोंकी गति 
प्राप्त होती है। वैसी गति सम्पूर्ण महायज्ञोके अुष्ठानसे 
भी दुर्लभ है। 
नारदजी कहते हैं-युधिष्ठिर! त-नन्तर, 
भक्तिपूर्वक भार्गवेश्वर तीर्थकी यात्रा करे। वहाँ स्नान 
करनेसे मनुष्य सब पापॉसे मुक्त हो जाता है। 
पाष्डुनन्दन ! अब शुक्कतीर्थकी उत्पत्तिका असङ्ग श्रवण 
करो। एक समयकी बात है, हिमाल्यके रमणीय 
शिखरपर भगवान्‌ शङ्कर अपनी पल्ली उमा तथा 
पार्षदगणोंके साथ बैठे थे। उस समय मार्कण्डेयजीने 
उनसे पूछा 'देवदेव महादेव ! मैं संसारके भयसे डरा 
हुआ हूँ। आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइये, जिससे 
सुख प्राप्त हो सके । महेश्वर ! जो तीर्थ सम्पूर्ण तीर्थॉमें 
श्रेष्ठ हो, उसका मुझे परिचय दीजिये । 
भगवान्‌ शिव बोले--ब्रहमनू ! तुम महान्‌ 
पण्डित और सम्पूर्ण झाखोमें कुशल हो; मेरी बात सुनो । 
दिनमें या य़तमें--किसी भी समय शुकृतीर्थका सेवन 
किया जाय तो वह महान्‌ फलदायक होता है। उसके 
दर्शन और स्पर्शसे तथा वहाँ स्नान, ध्यान, तपस्या, होम 
एवं उपवास करनेसे झुकूतीर्थ महान्‌ फलका साधक 
होता है। नर्मदा नदीके तटपर स्थित शुक्रतीर्थ महान्‌ 
पुण्यदायक है । चाणिक्य नामके राजर्षिने वहीं सिद्धि प्राप्त 
की थी। यह क्षेत्र चार कोसके घेरेमें प्रकट हुआ है। 
ज्ञुकृतीर्थ परम पुण्यमय तथा सब पापोंका नाशक है । 
खहाँके वृक्षोंकी शिखाका भी दर्शन हो जाय तो ब्रह्महत्या 
दूर हो जाती है। मुनिश्रेष्ठ ! ! इसीलिये मैं यहाँ निवास 
करता हूँ। परम निर्मल वैशाख मासके कृष्ण पक्षकी 
चतुर्दशीको तो मैं कैलाससे भी निकलकर यहाँ आ जाता 
हूँ। जैसे धोनीके द्वारा जलसे घोया हुआ वस्त्र सफेद हो 
जाता है, उसी प्रकार झुकृतीर्थ भी जन्मभरके सित 
पापको दूर कर देता है! मुनिवर मार्कण्डेय ! वहाँका 
त्रान और दान अत्यन्त पुण्यदायक है। शुछृतीर्थसे 
बढ़कर दूसरा कोई तीर्थ न तो हुआ है और न होगा ही। 


मनुष्य अपनी पूर्वाबस्थामें जो-जो पाप किये होता है, 
उन्हें वह शु्ततीर्थमें एक दिन-शतके उपवाससे नष्ट कर 
डालता है। वहाँ मेरे निमित्त दान देनेसे जो पुण्य होता 
है, बह सैकड़ों यंज्ञोंके अनुष्ठानसे भी नहीं हो सकता । 
जो मनुष्य कार्तिक मासके कृष्णपक्षकी चतुदर्शीको वहाँ 
उपवास करके घीसे मुझे स्नान कराता है, वह अपनी 
इक्कीस पीढ़ियोंके साथ मेरे लोकमें रहकर कभी बहाँसे 
भ्रष्ट नहीं होता । शुक्रतीर्थ अत्यन्त श्रेष्ठ है । ऋषि और 
सिद्धनण उसका सेवन करते हैं। बहाँ स्नान करनेसे 
पुनर्जन्म नहीं होता। जिस दिन उत्तरायण या 
दक्षिणायनका प्रारम्भ हो, चतुर्दशी हो, संक्रान्ति हो 
अथवा विषुव नामक योग हो, उस दिन स्नान करके 
उपबासपूर्वक मनको वशमेँ रखकर समाहितचित्त हो 
यथाशक्ति वहाँ दान दे तो भगवान्‌ विष्णु तथा हम प्रसन्न 
होते हैं। शुकृतीर्थक भ्रभावसे वह सब दान अक्षय 
पुण्यका देनेवाला होता है। जो अनाथ, दुर्दशाग्रस्त 
अथवा सनाथ ब्राह्मणका भी उस तीर्थमें विवाह कराता 
है, उस ब्राहाणके तथा उसकी संतानोंके शरीरमें जितने 
रोएँ. होते हैं, उतने हजार वर्षोतक बह मेरे लोकमें 
प्रतिष्ठित होता है। 
नारदजी कहते हैं--राजा युधिष्ठिर ! शुक्कतीर्थसे 
गोतीर्थमें जाना चाहिये । उसका दर्शन करने मात्रसे 
मनुष्य पापरहित हो जाता है। वहाँसे कपिलातीर्थकी 
यात्रा करनी चाहिये। वह एक उत्तम तीर्थ है। राजन्‌! 
वहाँ स्नान करके मानब सहस्र गो-दानका फल प्राप्त 
करता है । ज्येष्ठ मास आनेपर विशेषतः चतुर्दशी तिथिको 
उस तीर्थमें उपवास करके जो मनुष्य भक्तिपूर्वक घीका 
दीपक जलाता; घृतसे भगवान्‌ शाङ्करको स्त्रान कराता, 
घीसहित श्रीफलका दान करता तथा अन्तमें प्रदक्षिणा 
करके घण्टा और आभूषणोंके सहित कपिला गौको 
दानमें देता है, बह साक्षात्‌ भगवान्‌ शिवके समान होता 
है तथा इस ल्त्रेकमें पुनः जन्म महीं लेता । 
राजेन्द्र ! वहाँसे परम उत्तम ऋषितीर्थकी यात्रा करे, 

उस तीर्थके प्रभावसे द्विज पापमुक्त हो जाता है। 
ऋषितीर्थसे गणेश्वर तीर्थमें जाना चाहिये। वह बहुत 


स्वर्गखण्ड ] 


* नर्मदाके सटबर्ती तीथोका वर्णन » 


३४३ 


उत्तम तीर्थ है। श्रावण मासके कृष्णपक्षकी चतुर्दशीको 
वहाँ स्नान करनेमात्रसे मनुष्य रुद्रलोकमें सम्मानित होता 
है। बहाँ पितरोका तर्षण करनेपर तीनों ऋणोंसे छुटकारा 
मिल जाता है । गयेश्वरके पास ही गङ्गावदन नामक उत्तम 
तीर्थ है; वहां निष्काम या सकामभावसे भी खान 
करनेवाला मानव जन्मभरके पापोंसे मुक्त हो जाता 
है--इसमें तनिक भी सन्देह नही है । पर्वके दिन वहाँ 
सदा स्रान करना चाहिये । उस तीर्थमें पितरोंका तर्पण 
करनेपर मनुष्य तीनों ऋणोंसे मुक्त होता है । उसके पश्चिम 
और थोड़ी ही दूरपर दशाश्वमेधिक तीर्थ है; वहाँ भादेकि 
महीनेमें एक रात उपवास करके जो अमावास्याको स्त्रान 
करता है, बह भगवान्‌ शङ्करके धामको जाता है । वहाँ 
भी पर्वके दिनोंमें सदा ही स्नान करना चाहिये। उस 
तीर्थमें पितरोंका तर्पण करनेसे अश्वमेध यज्ञका फल प्राप्त 
होता है। 

दशाश्चमेघसे पश्चिम भृगुतीर्थं है, जहाँ ब्राह्मणश्रेष्ठ 
भृगुने एक हजार दिव्य वर्षोतक भगवान्‌ शङ्करकी 
उपासना की थी । तभीसे ब्रह्मा आदि सम्पूर्ण देवता और 
किन्नर भृशुतीर्थका सेवन करते हैं। यह वही स्थान है, 
जहाँ भगवान्‌ महेश्वर भृगुजीपर प्रसत्र हुए थे। उस 
तीर्थका दर्शन होनेपर तत्काल पापॉसे छुटकारा मिल 
जाता है। जिन प्राणियोंकी वहाँ मृत्यु होती है, उन्हें 
गुह्यातिगुह्य गतिको प्राप्ति होती है--इसमें तनिक भी 
सन्देह नहीं है। यह क्षेत्र अत्यन्त विस्तृत तथा सम्पूर्ण 
पापोंका नाश करनेवाला है। वहाँ स्नान करके मनुष्य 
स्वर्गको जाते हैं; तथा जिनकी वहाँ मृत्यु होती है, वे फिर 
संसारमें जन्म नहीं लेते--मुक्त हो जाते हैं। उस तीर्थमें 
अन्न, सुवर्ण, जूता और यथाशक्ति भोजन देना चाहिये । 
इसका पुण्य अक्षय होता है ! जो सूर्यप्रहणके समय वहाँ 
स्नान करके इच्छानुसार दान करता है, उसके तीर्थस्त्रान 
और दानका पुण्य अक्षय होता है । जो मनुष्य एक्‌ बार 
भृगुतीर्थका माहाल्य श्रवण कर लेता है, बह सब पापोंसे 
मुक्त होकर रुद्रलोकमें जाता है । राजेन्द्र बहाँसे परम 
उत्तम गौतमेश्वर तीर्थकी यात्रा करनी चाहिये । जो मनुष्य 
वहाँ नहाकर उपवास करता है, वह सुवर्णमय निमानपर 


बैठकर ब्रह्मलोकमें जाता है । तदनन्तर धौतपाप नामक 
तीर्थमें जाना चाहिये। वहाँ त्रान करनेसे ब्रह्महत्या दूर 
होती है। इसके बाद हिरण्यद्वीप नामसे विख्यात तीर्थमें 
जाय! वह सब पापोंका नाश करनेवाला है । वहाँ सत्रा 
करनेसे मनुष्य धनी तथा रूपवान्‌ होता है। वहाँसे 
कनखलकी यात्रा करे। वह बहुत बड़ा तीर्थ है। वहाँ 
गरुड्ने तपस्या की थी। जो मनुष्य वहाँ स्नान करता है, 
उसकी रुद्रल्लेकमें प्रतिष्ठा होती है। तदनन्तर 
सिद्धजनार्दन तीर्थकी यात्रा करे । वहाँ परमेश्वर श्रीनिष्णु 
वाराहरूप धारण करके प्रकट हुए थे। इसीलिंये उसे 
वाराहतीर्थ भी कहते हैं। उस तीर्थमें विशेषतः द्वादशीको 
स्नान करनेसे विष्णुलोककी प्राप्ति होती है। 

राजेन्द्र ! तदनन्तर देवतीर्थमें जाना चाहिये, जो 
सम्पूर्ण देवताओंद्रारा अभिवन्दित है। वहाँ ख्रान करके 
मनुष्य देवताओंके साथ आनन्द भोगता है। तत्पश्चात्‌ 
शिखितीर्थकी यात्रा करे, वह बहुत ही उत्तम तीर्थ है। 
वहाँ जो कुछ दान किया जाता है, वह सब-का-सन 
कोटिगुना अधिक फल देनेवाला होता है। जो 
कृष्णपक्षमें अमावास्याको वहाँ स्नान करता और एक 
ब्राह्मणको भी भोजन कराता है, उसे कोटि ब्राह्मणोंके 
भोजन करानेका फल प्राप्त होता है। 

राजा युधिष्टिर ! तदनन्तर, नर्मदेश्वर तीर्थकी यात्रा 
करनी चाहिये । वह भी उत्तम तीर्थ है । वहाँ स्नान करके 
मनुष्य स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठित होता है। इसके बाद 
पितामह-तीर्थमें जाना चाहिये, जिसे पूर्वकालमें साक्षात्‌ 
ग्रह्माजीने उत्पन्न किया था । मनुष्यको उचित है कि यहाँ 
स्त्रान करके भक्तिपूर्वक पितरोंको पिण्डदान दे तथा तिल 
और कुझमिश्रित जलसे पितरोंका तर्पण करे। उस 
तीर्थके प्रभावसे वह सब कुछ अक्षय हो जाता है। जो 
सावित्री-तीर्थमें जाकर स्नान करता है, बह सब पापोंको 
घोकर ब्रह्मलोकमें सम्मानित होता है। वहाँसे मानस 
नामक उत्तम तीर्थकी यात्रा करनी चाहिये । उस तीर्थमें 
सान करके मनुष्य रुद्रलोकमें प्रतिष्ठित होता है। 
तत्पश्चात्‌ क्रतुतीर्थकी यात्रा करनी चाहिये । यह बहुत ही 
डत्तम,तीनों ल्लेकोमें विख्यात और सम्पूर्ण पापोंका नाझ 


* अर्चयस्व हषीकेश यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


करनेवाला तीर्थ है | इसके बाद स्वर्गनिन्दु नामसे प्रसिद्ध 
तीर्थमें जाना उचित है । वहाँ स्नान करनेसे मनुष्यको कभी 
दुर्गति नहीं देखनी पड़ती । वहाँसे भारभूत नामक तीर्थकी 
यात्रा करे और वहाँ पहुँचकर उपवासपूर्वक भगवान्‌ 
विरूपाक्षकी पूजा करे। ऐसा करनेसे बह रुद्रलोकमें 
सम्मानित होता है । राजन्‌ ! जो उस तीर्थमें उपवास करता 
है, वह पुनः गर्भमें नहीं आता । बहाँसे परम उत्तम अटवी 
तीर्थमें जाय। वहाँ स्नान करके मनुष्य इन्द्रका आधा 
सिंहासन प्राप्त करता है। तदनन्तर, सब पापॉका नाश 
करनेवाले शृङ्गतीर्थकी यात्रा करे । वहाँ स्नान करनेमात्रसे 
निश्चय ही गणेशपदकी प्राप्ति होती है। पश्चिम-समुद्रके 
साथ जो नर्मदाका सङ्गम है, वह तो मुक्तिका दरवाजा ही 
खोल देता है। बहाँ देवता, गन्धर्व, ऋषि, सिद्ध और 
चारण तीनों सन्ध्याओऑके समय उपस्थित होकर 
देबताओंके स्वामी भगवान्‌ विमलेश्वरकी आराधना करते 
हैं। विमलेश्वरसे बढ़कर दूसरा कोई तीर्थ न हुआ है न 
होगा । जो लोग वहाँ उपवास करके विमलेश्वरका दर्शन 
करते हैं, वे सब पापॉंसे शुद्ध हो रुद्रलोकमें जाते हैं। 
राजेन्द्र ! वहाँसे परम उत्तम केझिनी-तीर्थकी यात्रा 
करनी चाहिये। जो मनुष्य वहाँ स्नान करके एक रात 
उपवास करता है तथा मन और इन्द्रियोंको बशमें करके 


आहारपर भी संयम रखता है, बह उस तीर्थके प्रभावसे 
ब्रह्महत्यासे मुक्त हो जाता है । जो सागरेश्वरका दर्शन 
करता है, उसे समस्त तीर्थोमें स्नान करनेका फल मिल 
जाता है। केशिनी-तीर्थसे एक योजनके भीतर समुद्रके 
भंबरमें साक्षात्‌ भगवान्‌ शिव विराजमान हैं। उनको 
देखनेसे सब तीर्थोकि दर्शनका फल प्राप्त हो जाता है तथा 
दर्शन करनेवाला पुरुष सब पापॉसे मुक्त हो रुद्रलोकमें 
जाता है। महाराज ! अमरकण्टकसे लेकर नर्मदा और 
समुद्रके सङ्गमतक जितनी दूरी है, उसके भीतर दस करोड़ 
तीर्थ विद्यमान है । एक तीर्थसे दूसरे तीर्थको जानेके जो 
मार्ग हैं, उनका करोड़ों ऋषियोनि सेवन किया है। 
अग्निहोत्री, दिव्यज्ञान-सम्पन्न तथा ज्ञानी--सब प्रकारके 
मनुष्योने ती ्थयत्राएँ की हैं । इससे तीर्थयात्रा भनोवाञ्छित 
फलको देनेबाली मानी गयी है । पाप्डुनन्दन ! जो पुरुष 
अतिदिन भक्तिपूर्वक इस अध्यायका पाठ या श्रवण करता 
है, बह समस्त तीर्थोमें स्नानके पुण्यका भागी होता है। 
साथ ही नर्मदा उसके ऊपर सदा प्रसन्न रहती है । इतना ही 
नहीं, भगवान्‌ रुद्र तथा महामुनि मार्कण्डेयजी भी उसके 
ऊपर प्रसन्न होते हैं। जो तीनों सन्ध्याओंके समय इस 
असङ्गका पाठ करता है, उसे कभी नरकका दर्शन नहीं 
होता तथा वह किसी कुत्सित योनिमें भी नहीं पड़ता । 


अ ती 


विविध तीर्थोकी महिमाका वर्णन 


युधिष्ठिर खोले--नारदजी ! महर्षि वसिष्ठके वहाँ साक्षात्‌ अभनिदेव नित्य निवास करते हैं । उस श्रेष्ठ 
बताये हुए अन्यान्य तीर्थोका, जिनका नाम श्रवण करनेसे तीर्थमें शुद्ध एवं एकामचित्त होकर स्नान करनेसे मानव 
ही पाप नष्ट हो जाते हैं, मुझसे वर्णन कीजिये । नारदजीने अम्रिष्टोम और अतिरात्र यज्ञका फल प्राप्त करता है। 
कहा धर्मज्ञ युधिष्ठिर ! हिमालयके पुत्र अर्बुद उसके बाद सरस्वती और समुद्रके सङ्गममें जाकर स्थान 
पर्वतकी यात्रा करनी चाहिये, जहाँ पूर्वकालमें पृथ्वीमें करनेसे मनुष्य सहस्त्र गोदानका फल पाता और स्वर्ग- 
छेद था! यहाँ महर्षि यसिष्ठका आश्रम है, जो तीनों ल्तरेकमें प्रतिष्ठित होता है। जो वरुण देवताके उस तीर्थमें 
लोकोंमें विख्यात है। वहाँ एक रात निवास करनेसे ख्रान करके एकाग्रचित्त हो तीन राततक वहाँ निवास 
सहस्त्र गोदानका फल मिलता है। ब्रहमचर्यके पालन- तथा देवता और पितरोंका तर्पण करता है, बह चन्द्रमाके 
पूर्वक पिञ्लातीर्थमें आचमन करनेसे कपिला जातिकी सौ समान कान्तिमान्‌ होता और अश्वमेध यज्ञका फल प्राप्त 
गौओके दानका फल प्राप्त होता है। तत्पश्चात्‌ करता है | 
प्रभासक्षेत्रमें जाना चाहिये । वह विश्वविख्यात तीर्थ है। भरतश्रेष्ठ ! चहाँसे वरदान नामक तीर्थकी यात्रा 


स्वर्गखण्ड ] 


» विविध तीथोंकी महिमाका वर्णन + 


३४५ 


करनी चाहिये। वरदानमें ख्रान करके मनुष्य सहस्र 
गोदानका फल आप्त करता है। तदनन्तर नियमपूर्वक 
रहकर नियमित आहारका सेवन करते हुए द्वारकापुरीमें 
जाना चाहिये । उस तीर्थमें आज भी कमलके चिहसे 
चिह्नित मुद्राएँ दृष्टिगोचर होती हैं । यह एक अद्भुत बात 
है। बहाँके कमलदलोंमें त्रिशूलके चिह्न दिखायी देते हैं । 
वहाँ महादेवजीका निवास है। जो समुद्र और सिन्धु 
नदीके संगमपर जाकर वरुण-तीर्थमें नहाता और एकाग्र- 
चित्त हो देवताओं, ऋषियों तथा पितरोंका तर्पण करता 
है, वह अपने तेजसे देदीप्यमान हो वरुणलोकमें जाता 
है। युधिष्ठिर! मनीषी पुरुष कहते हैं कि भगवान्‌ 
शङ्खुकर्णेश्वरकी पूजा करनेसे दस अश्वमेधोंका फल होता 
है। शह्बुकरेंश्वर तीर्थको प्रदक्षिणा करके तीनों लोकोमें 
विख्यात तिमि नामक तीर्थमें जाना चाहिये। वह सब 
पापोंको दूर करनेवाला तीर्थ है। वहाँ स्नान करके 
देवताओंसहित रुद्रकी पूजा करनेसे मनुष्य जन्मभरके 
किये हुए पापोंको नष्ट कर डालता है । धर्मज्ञ ! तदनन्तर, 
सबके द्वारा प्रशंसित वसुधारा-तीर्थकी यात्रा करनी 
चाहिये । वहाँ जानेमात्रसे ही अश्वमेध यज्ञका फल प्राप्त 
होता है। कुरुश्रेष्ठ! जो मानव वहाँ स्नान करके 
एकाग्रचित्त हो देवताओं तथा पितरोंका तर्पण करता है, 
बह विष्णुलोकमें प्रतिष्ठित होता है । वहाँ वसुओंका एक 
दूसरा तीर्थ भी है, जहाँ स्नान और जलपान करनेसे 
मनुष्य वसुओंका प्रिय होता है) तथा ब्रह्मतुङ्ग नामक 
तीर्थमें जाकर पवित्र, शुद्धचित्त, पुण्यात्मा तथा 
रजोगुणरहित पुरुष ब्रह्मलोकको प्राप्त होता है। वहीँ 
रेणुकाका भी तीर्थ है, जिसका देवता भी सेबन करते हैं । 
वहाँ खान करके ब्राह्मण चन्द्रमाकी भाँति निर्मल 
होता है। 

तदनन्तर, पञ्चनद-तीर्थमें जाकर नियमित आहार 
अहण करते हुए नियमपूर्वक रहना चाहिये। इससे 
पञ्चयज्ञोंके अनुष्ठानका फळ प्राप्त होता है। भरतश्रेष्ठ ! 
तत्पश्चात्‌ भीमा नदीके उत्तम स्थानपर जाना चाहिये । वहाँ 
स्नान करनेसे मनुष्य कभी गर्भमें नहीं आता | तथा एक 
लाख गोदानोंका फल प्राप्त करता है । गिरिकुञ्ज नामक 


तीर्थ तीनों लोकोंमें प्रसिद्ध है। वहाँ जाकर पितामहको 
नमस्कार करनेसे सहस्र गोदानोंका फल प्राप्त होता है। 
उसके बाद परम उत्तम निमलतीर्थकी यात्रा करनी 
चाहिये, जहाँ आज भी सोने और चाँदी-जैसे मत्स्य 
दिखायी देते हैं। नरश्रेष्ठ ! वहाँ स्नान करनेसे वाजपेय 
यज्ञका फल मिलता है और मनुष्य सब पापॉसे शुद्ध हो 
परम गतिको प्राप्त होता है । 

काइमीरमें जो वितस्ता नामक तीर्थ है, बह नागराज 
तक्षकका भवन है। वह तीर्थ समस्त पार्पोको दूर 
करनेवाला है। जो मनुष्य वहाँ स्नान करके देवताओं 
और पितरोंका तर्पण करता है, वह निश्चय ही वाजपेय 
यज्ञका फल पाता है। उसका हृदय सब पापोंसे शुद्ध हो 
जाता है तथा बह परम उत्तम गतिको प्राप्त होता है। 
वहाँसे मलद नामक तीर्थकी यात्रा करे। राजन्‌! वहाँ 
'साये-सन्ध्याके समय विधिपूर्वक आचमन करके जो 
अग्निदेवको यथाशक्ति चरु निवेदन करता है तथा 
पितरोंके निमित्त दान देता है, उसका वह दान आदि 
अक्षय हो जाता है--ऐसा विद्वान्‌ पुरुषॉंका कथन है। 
वहाँ अग्निको दिया हुआ चरु एक लाख गोदान, एक 
हजार अश्वमेघ यज्ञ तथा एक सौ राजसूय यशॉंसे भी श्रेष्ठ 
है। धर्मके ज्ञाता युधिष्ठिर ! वहाँसे दीर्घसत्र नामक 
तीर्थमें जाना चाहिये। बहाँ जानेमात्रसे मानव राजसूय 
और अश्वमेध यज्ञका फल प्राप्त करता है । शशयान-तीर्थ 
बहुत ही दुर्लभ है। उस तीर्थमें प्रतिवर्ष कार्तिकी 
पूर्णिमाको लोग सरस्वती नदीमें स्नान करते हैं । जो वहाँ 
स्नान करता है, बह साक्षात्‌ शिखकी भाति कान्तिमान्‌ 
होता है; साथ ही उसे सहस्र गोदानका फल मिलता है। 
कुरुनन्दन ! जो कुमारकोटि नामक तीर्थमें जाकर 
नियमपूर्वक स्त्रान करता और देवताओं तथा पितरेकि 
पूजनमें संलम्र होता है, उसे दस हजार गोदानका फल 
मिळता है तथा बह अपने कुलका भी उद्धार कर देता 
है। महाराज ! बहाँसे एकाग्रचित्त होकर रुद्रकोटि-तीर्थमें 
जाना चाहिये, जहाँ पूर्वकालमें करोड़ ऋषियोंने भगवान्‌ 
शिवके दर्शनकी इच्छासे बड़े हर्षके साथ ध्यान लगाया 
था। वहाँ स्नान करके पवित्र हुआ मनुष्य अश्वमेध 


३४६ 


० अर्चयस्व हृषीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ » 


£ संक्षिप्त पदापुराण 


यज्ञका फल पाता और अपने कुलका भी उद्धार करता 
है । तदनन्तर लोंकविख्यात सङ्गम-तीर्थमें जाना चाहिये 
और वहाँ सरस्वती नदीमें परम पुण्यमय भगवान्‌ 
जनार्दनकी उपासना करनी चाहिये। उस तीर्थमें स्नान 
करनेसे मनुष्यका चित्त सब पापोंसे शुद्ध हो जाता है और 
बह शिवलोकको प्राप्त होता है। 
राजेन्द्र! तदनन्तर कुरुक्षेत्रकी यात्रा करनी 
चाहिये । उसकी सब लोग स्तुति करते है । वहाँ गये हुए 
समस्त आणी पापमुक्त हो जाते हैं। धीर पुरुषको उचित 
है कि वह कुरुक्षेत्रमें सरस्वती नदीके तटपर एक मासतक 
निवास करे । युधिष्ठिर ! जो मनसे भी कुरुक्षत्रका चिन्तन 
करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और बह 
न्रहालोकको जाता है! घर्मज्ञ ! वहाँसे भगवान्‌ विष्णुके 
उत्तम स्थानको, जो 'सतत' नामसे असिद्ध है, जाना 
चाहिये । बहाँ भगवान्‌ सदा मौजूद रहते हैं। जो उस 
तीर्थमें नहाकर त्रिभुवनके कारण भगवान्‌ विष्णुका दर्शन 
करता है, वह विष्णुलोकमें जाता है । तत्पश्चात्‌ पारिप्रवर्में 
जाना चाहिये। बह तीनों लोकॉमें विख्यात तीर्थ है। 
उसके सेवनसे मनुष्यको अग्निष्टोम और अतिरात्र यज्ञॉका 
फल मिलता है। तत्पश्चात्‌ तीर्थसेवी मनुष्यको 
झाल्विकिनि नामक तीर्थमें जाना चाहिये। बहाँ 
ददाश्वमेध घाटपर स्नान करनेसे भी बही फल प्राप्त होता 
है। तदनन्तर पञ्चनद्में जाकर नियमित आहार करते हुए 
नियमपूर्वक रहे । वहाँ कोटि-तीर्थमें स्नान करनेसे 
अश्वमेध यज्ञका फल मिलता है। तत्पश्चात्‌ परम उत्तम 
चाराह-तीर्थकी यात्रा करे, जहाँ पूर्वकालमें भगवान्‌ विष्णु 
'बराहरूपसे विराजमान हुए थे। उस तीर्थमें निवास 
करमेसे अभ्निष्टोम यज्ञका फल प्राप्त होता है । तदनन्तर 
जयिनीमें जाकर सोमतीर्थमें प्रवेश करे । यहाँ स्नान करके 
मानव राजसूय यज्ञका फल प्राप्त करता है । कुतशौच- 
तीर्थमें जाकर उसका सेवन करनेवाला पुरुष पुण्डरीक 


झरीरकी शुद्धि होती है, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है! 
तथा जिसका शरीर शुद्ध हो जाता है, वह कल्याणमय 
उत्तम लोकोंको प्रप्त होता है । तत्पश्चात्‌ लोकोद्धार नामक 
तीर्थकी यात्रा करनी चाहिये, जहाँ पूर्वकालमें सबकी 
उत्पत्तिके कारणभूत भगवान्‌ विष्णुने समस्त लोकोंका 
उद्धार किया था । राजन्‌ ! वहाँ पहुँचकर उस उत्तम तीर्थमें 
स्नान करके मनुष्य आत्मीय जनोंका उद्धार कर देता है । जो 
कपिला-तीर्थमें जाकर ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए 
एकाग्रचित्त होकर स्नान तथा देवता-पितरोंका पूजन करता 
है, बह भानव एक सहस्र कपिला-दानका फल पाता है। 
जो सूर्यतीर्थमें जाकर स्नान करता और मनको काबूमें रखते 
हुए उपवास-परायण होकर देवताओं तथा पितरोंकी पूजा 
करता है, उसे अग्निष्टोम यज्ञका फल मिलता है तथा वह 
सूर्यलोकको जाता है । गोभवन नामक तीर्थमें जाकर स्त्रान 
करनेवालेको सहस्र गोदानका फल मिलता है । 
तदनन्तर ब्रह्मावर्तकी यात्रा करे । ब्रह्मावर्तमें स्त्रान 
करनेसे मनुष्य ब्रहालोकको प्राप्त होता है । बहाँसे अन्यान्य 
तीर्थोमें घूमते हुए क्रमशः काशीश्वरके तोर्थोमें पहुँचकर 
त्रान करनेसे मनुष्य सब प्रकारके रोगोंसे छुटकारा पाता 
और ब्रह्मलोकमें प्रतिष्ठित होता है। तदनन्तर शौच- 
सन्तोष आदि नियमोंका पालन करते हुए शीतवनमें जाय । 
वहाँ बहुत बड़ा तीर्थ है, जो अन्यत्र दुर्लभ है । वह दर्शन- 
मात्रसे एक दण्डमें पवित्र कर देता है । वहाँ एक दूसरा भी 
श्रेष्ठ तीर्थ है, जो स्नान करनेवाले लोगोंका दुःख दूर 
करनेवाला माना गया है । वहाँ तत्त्वचिन्तन-परायण विद्वान्‌ 
ब्राह्मण स्नान करके परम गतिको प्राप्त होते हैं। 
स्वर्णलोमापनयन नामक तीर्थमें प्राणायामके द्वारा जिनका 
अन्तःकरण पवित्र हो चुका है, वे परम गतिको प्राप्त होते 
हैं। दशाश्वमेध नामक तीर्थमें भी स्नान करनेसे उत्तम 
गतिकी अ्प्ति होती है। 
तत्पश्चात्‌ लोकविख्यात मानुष-तीर्थकी यात्रा करे । 


यज्ञका फल पाता है और स्वयं भी पवित्र हो जाता है। राजन्‌ ! पूर्वकालमें एक व्याधके बाणोसे पीड़ित हुए कुछ 
*पम्पा' नामका तीर्थ तीनों लोकोमैं प्रसिद्ध है, वहाँ जाकर कृष्णमृग उस सरोवरमें कूद पड़े थे और उसमें गोता 
स्नान करनेसे मनुष्य अपनी सम्पूर्ण कामनाओँको प्राप्त लगाकर मनुष्य-शरीरको प्राप्त हुए थे। [तभीसे बह 
कर लेता है । कायशोधन-तीर्थमें जाकर स्त्रान करनेवालेके मानुष-तीर्थके नामसे प्रसिद्ध हुआ ।] इस तीर्थमें स्नान 


स्वर्गखण्ड ] 


» विविध तीथॉकी महिमाका वर्णन « 


३४७ 


करके ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए जो ध्यान लगाता है, 
उसका हृदय सब पापोंसे शुद्ध हो जाता है तथा वह 
स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठित होता है। राजन्‌ ! मानुष-तीर्थसे 
पूर्व दिशामें एक कोसकी दूरीपर आपगा नामसे विख्यात 
एक नदी बहती है। उसके तटपर जाकर जो मानव देवता 
और पितरोंके उद्देश्यसे साँवाका बना हुआ भोजन दान 
देता है, बह यदि एक ब्राह्मणको भोजन कराये तो एक 
करोड़ ब्राह्मणोंके भोजन करानेका फल प्राप्त होता है। 
वहाँ स्नान करके देवताओं और पिंतरोंके पूजन तथा एक 
रात निवास करनेसे अग्निष्टोम यज्ञका फल प्राप्त होता है । 
तत्पश्चात्‌ उस तीर्थमें जाना चाहिये, जो इस पृथ्वीपर 
बरह्मानुस्वर-तीर्थके नामसे प्रसिद्ध है । वहाँ सप्तर्षियोंके 
कुण्डॉमें तथा महात्मा कपिलके क्षेत्रमें स्नान करके जो 
ब्रह्माजीके पास जा उनका दर्शन करता है, वह पवित्र एवं 
जितेन्द्रिय होता है तथा उसका चित्त सब पापोंसे शुद्ध 
होनेके कारण वह अन्तमें ब्रह्मलोकको प्राप्त होता है। 
राजन्‌! शुक्तपक्षकी दशमीको पुष्डरीक-तीर्थमें 
प्रवेश करना चाहिये । वहाँ स्नान करके मनुष्य पुण्डरीक 
थज्ञका फल प्राप्त करता है। वहाँसे त्रिविष्टप नामक 
तीर्थको जाय, नह तीनों लोकोंमें प्रसिद्ध है। वहाँ वैतरणी 
नामकी एक पवित्र नदी है, जो सब पापोंसे छुटकारा 
दिलानेवाली है। वहाँ स्नान करके शूलपाणि भगवान्‌ 
शङ्करका पूजन करनेसे मनुष्यका हृदय सब पापोंसे शुद्ध 
हो जाता है तथा वह परम गतिको प्राप्त होता है। 
पाणिख्यात नामसे विख्यात तीर्थमें ज्नान और देबताओंका 
तर्पण करके मानव राजसूय यज्ञका फल प्राप्त करता है। 
तत्पश्चात्‌ बिश्वविख्यात मिश्रक (मिश्रिख) में जाभा 
चाहिये। नृपश्रेष्ठ ! हमारे सुननेमें आया है कि महात्मा 
व्यासजीने द्विजातिमात्रके लिये वहाँ सब तीर्थोका 
सम्मेलन किया था, अतः जो मिश्रिखमें स्नान करता है, 
वह मानो सन तीर्थोमें स्नान कर लेता है। 
नरेश्वर ! जो ऋणान्त कूपके पास जाकर वहाँ एक 
सेर तिलका दान करता है, बह ऋणसे मुक्त हो परम 
सिद्धिको आप्त होता है। वेदीतीर्थमें स्नान करनेसे 
मनुष्यको सहस्र गोदानका फल मिलता है । अहन्‌ और 


सुदिन--ये दो तीर्थ अत्यन्त दुर्लभ हैं। उनमें स्नान 
करनेसे सूर्यलोककी प्राप्ति होती है। मृगधूम तीर्थ तीनों 
लोकोंमें प्रसिद्ध है। वहाँ रुद्रपदमें स्नान और महात्मा 
शूलपाणिका पूजन करके मानव अश्वमेध यज्ञका फल 
प्राप्त करता है। कोटितीर्थमें स्नान करनेसे सहर 
गोदानका फल मिलता है । वामनतीर्थ भी तीनों लोकॉंमें 
प्रसिद्ध है । वहाँ जाकर विष्णुपदमें स्लान और भगवान्‌ 
चामनका पूजन करनेसै तीर्थयात्रीका हृदय सब पापॉसे 
शुद्ध हो जाता है । कुलम्पुन-तीर्थमें स्नान करके मनुष्य 
अपने कुलको पवित्र करता है । शालिहोत्रका एक तीर्थ 
है, जो शालिसूर्य नामसे प्रसिद्ध है। उसमें विधिपूर्वक 
खान करनेसे मनुष्यको सहरू गोदानोंका फल मिलता 
है । राजन्‌ ! सरस्वती नदीमें एक श्रीकुञ्ज नामक तीर्थ है । 
वहाँ खान करके मनुष्य अग्निष्टोम यज्ञका फल प्राप्त 
करता है । तत्पश्चात्‌ ब्रह्माजीके उत्तम स्थान (पुष्कर) की 
यात्रा करनी चाहिये । छोटे वर्णका मनुष्य वहाँ स्नान 
करनेसे ब्राह्मणत्व प्राप्त करता है और ब्राह्मण शुद्धचित्त 
होकर परमगतिको प्राप्त होता है। 

कपालमोचन-तीर्थ सब पापोंका नाश करनेवाला 
है। वहां स्रान करके मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाता 
है। वहाँसे कार्तिकेयके पृथूदक-तीर्थमें जाना चाहिये, 
बह तीनों लोकोंमें विख्यात है । वहाँ देवता और पितरोंके 
पूजनमें तत्पर होकर स्नान करना चाहिये । स्त्री हो या 
पुरुष, वह मानवबुद्धिसे प्रेरित हो जान-बूझकर या निना 
जाने जो कुछ भी अशुभ कर्म किये होता है, वह सब 
वहाँ खान करनेमात्रसे नष्ट हो जाता है । इतना ही नहीं, 
उसे अश्वमेघ यज्ञके फल तथा स्वर्गलोककी प्राप्ति होती 
हे! कुरुकषेत्रको परम पवित्र कहते हैं, कुरुक्षेत्रसे भी 
पवित्र है सरस्वती नदी, उससे भी पवित्र हैं बहाँके तीर्थ 
और उन तीर्थोसे भी पावन है पृथूदक । पृथूदक-तीर्थमें 
जप करनेवाले मनुष्यका पुनर्जन्म नहीं होता । राजन्‌ । 
श्रीसनत्कुमार तथा महात्मा च्यासने इस तीर्थकी महिमा 
गायी है। चेदमें भी इसे निश्चित रूपसे महत्त्व दिया गया 
है । अतः पृथूदक-तीर्थमें अबश्य जाना चाहिये । पृथुदक- 
तीर्थसे बढ़कर दूसरा कोई परम पावन तीर्थ नहीं है। 


३४८ 


० अर्चयस्व हवीकेश यदीच्छसि परं पदम्‌ » 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


६७५५७७७४५००३५५५७०७४५७०३४५५७०००४७७५५५५५४५५४७७ ५७७७४ ७७ ४७७७७५ ७७७७७७७३७७ ७७७७७५७५०७ ७७७७७७७४88 6662 34. 


निःसन्देह यही मेध्य, पवित्र और पावन है । वहीं मधुपुर 
नामक तीर्थ है, वहाँ स्नान करनेसे सहस्र गोदानोंका फल 
आप्त होता है । नरश्रेष्ठ ! वहाँसे सरस्वती और अरुणाके 
सम्ञममें, जो विश्वविख्यात तीर्थ है, जाना चाहिये । वहाँ 
तीन राततक उपवास करके रहने और स्नान करनेसे 
ब्रह्महत्या छूट जाती है। साथ ही तीर्थसेवी पुरुषको 
अग्निष्टोम और अतिरात्र यज्ञका फल मिलता है और वह 
अपनी सात पीढ़ियोंतकका उद्धार कर देता है, इसमें 
तनिक भी सन्देह नहीं है। वहाँसे शतसहरू तथा 
साहस्नक--इन दोनों तीथॉमें जाना चाहिये। वे दोनों 
तीर्थ भी वहीं हैं तथा सम्पूर्ण लोकोंमें उनकी प्रसिद्धि है । 
उन दोनोंमें स्नान करनेसे मनुष्य सहस्र गोदानोंका फल 
पाता है। वहाँ जो दान या उपवास किया जाता है, वह 
सहस्नगुना अधिक फल देनेवाला होता है! तदनन्तर 
परम उत्तम रेणुकातीर्थमें जाना चाहिये और वहाँ 
देवताओं तथा पितरोंके पूजनमें तत्पर हो स्रान करना 
चाहिये । ऐसा करनेसे मनुष्यका हृदय सब पापॉसे शुद्ध 
हो जाता है तथा उसे अभ्रिष्टोम यज्ञका फल मिलता है। 
जो क्रोध और इन्द्रियोंको जीतकर विमोचन-तीर्थमें सान 
करता है, नह प्रतिग्रहजनित समस्त पापॉसे मुक्त हो 
जाता है। 
तदनन्तर जितेन्द्रिय हो ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए 
पञ्चवट-तीर्थमें जाकर [स्नान करनेसे] मनुष्यको महान्‌ 
पुण्य होता है तथा वह स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठित होता है। 
जहाँ स्वयं योगेश्वर शिव विराजमान हैं, वहाँ उन 
देनेश्वरका पूजन करके मनुष्य वहाँकी यात्रा करनेमात्रसे 
सिद्धि प्राप्त कर लेता है । कुरुक्षेत्रमें इन्द्रिय-नि्रह तथा 
ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए स्त्रान करनेसे मनुष्यका 
हृदय सब पापॉसे शुद्ध हो जाता है और बह रुद्रलोकको 
प्राप्त होता है । इसके बाद नियमित आहारका भोजन तथा 
झौचादि नियमोंका पालन करते हुए स्वर्गद्दारकी यात्रा 
करे! ऐसा करनेसे मनुष्य अग्निष्टोम यज्ञका फल पाता 
और ब्रह्मलोकको जाता है। महाराज ! नारायण तथा 
चद्मनाभके क्षेत्रॉमे जाकर उनका दर्शन करनेसे तीर्थसेवी 
पुरुष शोभायमान रूप धारण करके विष्णुधामको प्राप्त 


होता है। समस्त देवताओके तीर्थेमें स्नान करनेमात्रसे 
मनुष्य सम्पूर्ण दुःखॉसे मुक्त होकर श्रीशिवकी भाँति 
कान्तिमान्‌ होता है। तत्पश्चात्‌ तीर्थसेवी पुरुष अस्थिपुरमें 
जाय और उस पावन तीर्थमें पहुँचकर देवताओं तथा 
पितरोंका तर्षण करे। इससे उसे अभ्नष्टोम यज्ञका फल 
मिलता है। भरतश्रेष्ठ ! वहीं गङ्गाहद नामक कूप है, 
जिसमें तीन करोड़ तीर्थोका निवास है । राजन्‌! उसमें 
स्नान करनेसे मनुष्य ब्रह्मलोकको प्राप्त होता है। 
आपगामें स्नान और महेश्वरका पूजन करके मनुष्य परम 
गतिको पाता है और अपने कुलका भी उद्धार कर देता 
है। तत्पश्चात्‌ तीनों लोकोंमें विख्यात स्थाणुबट-तीर्थमें 
जाना चाहिये; वहाँ स्नान करके रात्रिमें निवास करनेसे 
मनुष्य रुद्रलोकको प्राप्त होता है। जो नियम-परायण, 
सत्यवादी पुरुष एकरात्र नामक तीर्थमें जाकर एक रात 
निवास करता है, वह ब्रह्मलोकमें प्रतिष्ठित होता है । 
राजेन्द्र ! हाँसे उस त्रिभुवनविख्यात तीर्थमें जाना 
चाहिये, जहाँ तेजोराशि महात्मा आदित्यका आश्रम है। 
जो मनुष्य उस तीर्थमें स्नान करके भगवान्‌ सूर्यका पूजन 
करता है, वह सूर्यलोकमें जाता और अपने कुलका 
उद्धार कर देता है। 

युधिष्ठिर ! इसके बाद सन्निहिता नामक तीर्थकी 
यात्रा करनी चाहिये, जहाँ ब्रह्मा आदि देवता तथा 
तपोधन ऋषि महान्‌ पुण्यसे युक्त हो प्रतिमास एकत्रित 
होते हैं। सूर्यमहणके समय सन्निहितामें स्नान करनेसे सौ 
अश्वमेघ यज्ञोके अनुष्ठानका फल होता है | पृथ्वीपर तथा 
आकारमें जितने भी तीर्थ, जलाशय, कूप तथा पुण्य- 
मन्दिर हैं, चे सब प्रत्येक मासकी अमावास्याको निश्चय 
ही सन्निहितामें एकत्रित होते हैं। अमावास्या तथा 
सूर्यप्रहणके समय वहाँ केवल स्त्रान तथा श्राद्ध 
करनेवाला मानव सहस्त्र अश्वमेध यज्ञके अनुष्ठानका 
फल प्राप्त करता है। स्त्री अथवा पुरुषका जो कुछ भी 
दुष्कर्म होता है, बह सब वहाँ स्नान करनेमात्रसे नष्ट हो 
जाता है--इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है । उस तीर्थमें 
स्नान करनेवाला पुरुष विमानपर बैठकर ब्रह्मलोकमें 
जाता है। पृथ्वीपर नैमिषारण्य पवित्र है; तथा तीनों 


स्वर्गखण्ड ] 


५ धर्मतीर्थं आदिकी महिमा, स्वर्ग तथा नरकमें ले जानेआले शुभाशुभ कर्मोका वर्णन + 


३४९ 


३८५४५५५७५५५०५१५७५७ ७७७५७०७७५८ ७७५७ ७६४०१५ ४४७७७४७७७७ ७७७७४७७७७७ ७७४७७७७७४७ ३७७ दकत ४5» कर कक 78 *# ४४, 


लोकोमें कुरुक्षेत्रको अधिक महत्त्व दिया गया है । हवासे 
उड़ायी हुई कुरुक्षेत्रकी धूलि भी यदि देहपर पड़ जाय तो 
बह पापीको भी परमगतिकी प्राप्ति करा देती है । कुरुक्षेत्र 
ब्रह्मनेदीपर स्थित है । वह न्रहार्षियोंसे सेवित पुण्यमय 
तीर्थ है । राजन्‌! जो उसमें निवास करते हैं, वे किसी 


तरह शोकके योग्य नहीं होते! तरण्डकसे लेकर 
अरण्डकतक तथा रामहद (परशुराम-कुण्ड) से लेकर 
मचक्ुकतकके भीतरका क्षेत्र समन्तपञ्चक कहलाता है । 
यही कुरुक्षेत्र है । इसे अ्रह्माजीके यज्ञकी उत्तर-वेदी कहा 
गया है। 


= 
धर्मतीर्थ आदिकी महिमा, यमुना-सत्रानका माहात्य--हेमकुण्डल वैश्य और उसके 
पुत्रोंकी कथा एवं स्वर्ग तथा नरकमें ले जानेबाले शुभाशुभ कर्मोका वर्णन 


, _ नारदजी कहते हैं--धर्मके ज्ञाता युधिष्ठिर ! 
कुरुक्षेत्रसे तीर्थयात्रीको परम प्राचीन धर्मतीर्थमें जाना 
चाहिये, जहाँ महाभाग धर्मने उत्तम तपस्या की थी। 
धर्मशील मनुष्य एकायचित्त हो वहाँ स्नान करके अपनी 
सात पीढ़ियोंतकको पवित्र कर देता है । बहाँसे उत्तम 
कलाप-बनकी यात्रा करनी उचित है; उस तीर्थमें 
एकाग्रतापूर्वक स्नान करके मनुष्य अग्निष्टोम यका फल 
पाता और विष्णुलोकको जाता है। राजन्‌! तत्पश्चात्‌ 
मानव सौगन्धिक-वनकी यात्रा करे। उस चनमें प्रवेश 
करते ही बह सब पापॉंसे मुक्त हो जाता है। उसके बाद 
नदियोंमें श्रेष्ठ सरस्वती आती हैं, जिन्हें पक्षा देवी भी 
कहते हैं । उनमें जहाँ वल्मीक- ( बाँबी ) से जल निकला 
है, बहाँ स्रान करे । फिर देवताओं तथा पितरॉका पूजन 
करके मनुष्य अश्वमेध यज्ञका फल पाता है। भारत ! 
सुगन्धा, शतकुम्भा तथा पश्चयज्ञकी यात्रा करके मनुष्य 
सर्गलोकमें प्रतिष्ठित होता है । 

तत्पश्चात्‌ तीनों लोकॉमें विख्यात सुवर्ण नामक 
तीर्थमें जाय; वहाँ पहुँचकर भगवान्‌ झाङ्करकी पूजा 
करनेसे भनुष्य अश्वमेघ यज्ञका फल पाता और 
गणपति-पदको प्राप्त होता है । बहाँसे धूमवन्तीको प्रस्थान 
करे। वहाँ तीन रात निवास करनेवाला मनुष्य 
मनोवाञ्छित कामनाओको प्राप्त कर लेता है, इसमें 
तनिक भी सन्देह नहीं है। देवीके दक्षिणार्ध भागमें 
रथावर्त नामक स्थान है। वहाँ जाकर श्रद्धालु एवं 
जितेन्द्रिय पुरुष महादेवजीकी कृपासे परमगतिको प्राप्त 
होता है । तत्पश्चात्‌ महागिरिंको नमस्कार करके गङ्गाद्वार 


(हरिद्वार) की यात्रा करे तथा वहाँ एकाभ्रचित्त हो 
कोटितीर्थमें सान करे । ऐसा करनेवाला पुरुष पुष्डरीक 
यज्ञका फल पाता और अपने कुलका भी उद्धार कर देता 
है। वहाँ एक रात निवास करनेसे सहस्र गोदानोंका फल 
मिलता है । सक्षगङ्ग, त्रिगङ्ग और शक्रावर्त नामक तीर्थमें 
देवता तथा पितरोंका विधिपूर्वक तर्पण करनेवाला पुरुष 
पुण्यल्रोकमें प्रतिष्ठित होता है। इसके बाद कनखलमें 
स्नान करके तीन राततक उपवास करनेवाला मनुष्य 
अश्वमेध यज्ञका फल पाता और स्वर्गलोकको जाता है। 
'बहाँसे ललितिका- (ललिता) में, जो राजा झन्तनुका 
उत्तम तीर्थ है, जाना चाहिये । राजन्‌ ! वहाँ स्नान करनेसे 
मनुष्यकी कभी दुर्गति नहीं होती। 

महाराज युधिष्ठिर ! तत्पश्चात्‌ उत्तम कालिन्दी- 
तीर्थकी यात्रा करनी चाहिये । वहाँ स्त्रान करनेसे मनुष्य 
दुर्गतिमें नहीं पड़ता । नरश्रेष्ठ ! पुष्कर, कुरुक्षेत्र, बरह्माचर्त, 
पृथूदक, अविमुक्त क्षेत्र ( काशी ) तथा सुवर्ण नामक 
तीर्थमें भी जिस फलकी आसि नहीं होती, वह यमुनामें 
स्त्रान करनेसे मिल जाता है । निष्काम या सकाम भावसे 
भी जो यमुनाजीके जरूमें गोता लगाता है, उसे इस 
लोक और परलोकमें दुःख नहीं देखना पड़ता । जैसे 
कामधेनु और चिन्तामणि मनोगत कामनाओंको पूर्ण कर 
देती हें, उसी प्रकार यमुनामें किया हुआ स्त्रान सारे 
मनोरथोंको पूर्ण करता है। सत्ययुगमें तप, त्रेतामें ज्ञान, 
ह्वापरमें यज्ञ तथा कलियुगमें दान सर्वश्रेष्ठ माने गये हैं; 
किन्तु कलिन्द-कन्या यमुना सदा ही शुभकारिणी हैं। 
राजन्‌ ! यमुनाके जलमें स्नान करना सभी वणो तथा 


३५० 


* अर्चयस्व हृषीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पदापुराण 


Aonnsaenssnnssseessnsaneesssereeeseseenesssseessereneneeee५+०७५५५०५०७०७०५०५०११.७५४ ५०११००५५०१ ५५५१४५५ 


समस्त आश्रमोंके लिये धर्म है। मनुष्यको चाहिये कि 
बह भगवान्‌ वासुदेवकी प्रसन्नता, समस्त पापोंकी 
निवृत्ति तथा स्वर्गलोककी प्राप्तिके लिये यमुनाके जलमें 
स्नान करे। यदि यमुना-स्नानका अवसर न मिला तो 
सुन्दर, सुपुष्ट, बलिष्ठ एवं नाशवान्‌ शरीरकी रक्षा 
करनेसे क्या लाभ । 
बिष्णुभक्तिसे रहित ब्राह्मण, विद्वान्‌ पुरुषॉसे रहित 
रद्ध, ब्राह्मणभक्तिसे शून्य क्षत्रिय, दुराचारसे दूषित 
कुल, दम्भयुक्त घर्म, क्रोधपूर्वक किया हुआ तप, 
डुढ़तारहित ज्ञान, अमादपूर्वक किया हुआ शास्राध्ययन, 
परपुरुषमें आसक्ति रखनेवाली नारी, मदयुक्त ब्रह्मचारी, 
बुझी हुई आगमें किया हुआ हवन, कपटपूर्ण भक्ति, 
जीषिकाका साधन बनी हुई कन्या, अपने लिये बनायी 
हुई रसोई, शूद्र संन्यासीका साधा हुआ योग, कृपणका 
धन, अभ्यासरहित विद्या, विरोध पैदा करनेवाला ज्ञान, 
जीविकाके साधन बने हुए तीर्थ और ब्रत, असत्य और 
सुगलीसे भरी हुई वाणी, छः कानोंमें पहुँचा हुआ गुप्त 
मन्त्र, चञ्चल चित्तसे किया हुआ जप, अश्रोत्रियको दिया 
हुआ दान, नास्तिक मनुष्य तथा अश्रद्धापूर्वक क्रिया 
हुआ समस्त पारलौकिक कर्म--ये सब-के-सब जिस 
अकार नष्टप्राय माने गये हैं, वैसे ही यमुना-स्रानके निना 
मनुष्योंका जन्म भी नष्ट ही है। भन, वाणी और क्रिया- 
द्वारा किये हुए आर्द्र, शुष्क, लघु और स्थूल--सभी 
अकारके पापोंको यमुनाका स्त्रान दग्ध कर देता है; ठीक 
उसी तरह, जैसे आग लकड़ीको जला डालती है। 
राजन्‌ ! जैसे भगवान्‌ विष्णुकी भक्तिमें सभी मनुष्योंका 
अधिकार है, उसी प्रकार यमुनादेनी सदा सबके पापोंका 
नाश करनेवाली हैं। यमुनामें किया हुआ स्त्रान ही 
सबसे खड़ा मन्त्र, सबसे बड़ी तपस्या और सबसे बढ़कर 
आयश्चित्त है। यदि मधुराकी यमुना प्राप्त हो जाये तो 
खे मोक्ष देनेबाली मानी गयी हैं। अन्यत्रकी यमुना 
पुण्यमयी तथा महापातकोका नाश करनेवाली हैं; 
किन्तु सथुरामें बहनेवाली यमुनादेवी विष्णुभक्ति प्रदान 
करती हैं। 
राजन्‌! इस विष्यमें मैं तुमसे एक प्राचीन 


इतिहासका वर्णन करता हुँ । पूर्वकालके सत्ययुगकी बात 
है। निषध नामक सुन्दर नगरमें एक वैश्य रहते थे। 
उनका नाम हेमकुण्डल था। वे उत्तम कुलमें उत्पन्न 
होनेके साथ ही सत्कर्म करनेवाले थे। देवता, ब्राह्मण 
और अभ्निकी पूजा करना उनका नित्यका नियम था। वे 
खेती और व्यापारका काम करते थे। पशुओंके पालन- 
पोषणमें तत्पर रहते थे । दूध, दही, मठ्ठा, घास, लकड़ी, 
'फल, मूल, लवण, अदरख, पीपल, धान्य, शाक, तैल, 
भाँति-भाँतिके वस्त्र, धातुओंके सामान और ईखके रससे 
बने हुए खाद्य पदार्थ ( गुड़, खाँड, शक्कर आदि ) -- 
इन्हीं सब वस्तुओंको सदा बेचा करते थे ] इस तरह नाना 
अकारके अन्यान्य उपायोंसे वैश्यने आठ करोड़ 
स्वर्णमुद्राएँ पैदा कीं । इस प्रकार व्यापार करते-करते 
उनके कानोंतकके बाल सफेद हो गये । तदनन्तर उन्हेनि 
अपने चित्तमें संसारकी क्षणभन्नुस्ताका विचार करके उस 
धनके छठे भागसे धर्मका कार्य करना आरम्भ किया। 
भगवान्‌ विष्णुका मन्दिर तथा शिवालय बननाये, पोखरा 
खुदवाया तथा बहुत-सी बावलियाँ बनवायीँ । इतना ही 
नहीं, उन्होंने बरगद, पीपल, आम, जामुन और नीम 
आदिके जंगल लगवाये तथा सुन्दर पुष्पजाटिका भी 
तैयार करायी । सूर्योदयसे लेकर सूर्यास्ततक अन्न-जल 
बाँटनेकी उन्होंने व्यवस्था कर रखी थी। नगरके बाहर 
चारों ओर अत्यन्त शोभायमान पौंसले बनवा दिये थे। 
राजन्‌ ! पुराणोंमें जो-जो दान प्रसिद्ध हैं, वे सभी दान उन 
धर्मात्मा वैश्यने दिये थे। वे सदा ही दान, देवपूजा तथा 
अतिथि-सत्कारमें लगे रहते थे। 

इस प्रकार धर्मकार्यमें लगे हुए वैश्यके दो पुत्र 
हुए। उनके नाम थे--श्रीकुप्डल और विकुण्डल । उन 
दोनोंके सिरपर घरका भार छोड़कर हेमकुण्डल तपस्या 
करनेके लिये बनमें चले गये। वहाँ उन्होंने सर्वश्रेष्ठ 
देवता वरदायक भगवान्‌ गोविन्दकी आराधनामें संप्र 
हो तपस्याद्वार अपने शरीरको क्षीण कर डाला । तथा 
निरन्तर श्रीवासुदेवमें मन लगाये रहनेके कारण वे 
चैष्णन-धामको प्राप्त हुए, जहाँ जाकर मनुष्यको शोक 
नहीं करना पड़ता । तत्पश्चात्‌ उस वैस्यके दोनों पुत्र जब 


स्वर्गखण्ड ] 


* धर्मतीर्थ आदिकी महिमा, स्वर्ग तथा नरकमें ले जानेवाले शुभाशुभ कर्मोका वर्णन + 


३५१ 


तरुण हुए तो उन्हें बड़ा अभिमान हो गया। वे धनके 
गर्वसे उन्मत्त हो उठे । उनका आचरण बिगड़ गया। वे 
दुर्व्यसनोंमें आसक्त हो गये । धर्म-कर्मोकी ओर उनकी 
दृष्टि नहीं जाती थी। वे माताकी आज्ञा तथा वृद्ध 
पुरुषोंका कहना नहीं मानते थे। दोनों ही दुरात्मा और 
कुमार्गगामी हो गये। वे अधर्ममें ही लगे रहते थे। उन 
दुष्टोने परायी स्लियोंके साथ व्यभिचार आरम्भ कर दिया। 
वे गाने-बजानेमें मस्त रहते और सैकड़ों वेइयाओको 
साथ रखते थे। चिकनी-चुपड़ी बातें बनाकर 'हाँ-में-हाँ' 
मिलानेबाले चापलूस ही उनके सङ्गी थे। उन्हें मद्य 
पीनेका चस्का लग गया था। इस प्रकार सदा 
भोगपरायण होकर पिताके धनका नाश करते हुए बे दोनों 
भाई अपने रमणीय भवनमें निवास करते थे। घनका 
दुरुपयोग करते हुए उन्होंने वेश्याओं, गुंडों, नटों, मल्लों, 
चारणों तथा बन्दियोंको अपना सारा धन लुटा दिया। 
ऊसरमें डाले हुए बीजकी भाँति सारा धन उन्होंने 
अपात्रोंको ही दिया । सत्पात्रको कभी दान नहीं दिया, 
ब्राह्मणके मुखमें अन्नका होम नहीं किया तथा समस्त 
भूतोंका भरण-पोषण करनेवाले सर्वपापनाशक भगवान्‌ 
विष्णुकी कभी पूजा नहीं की । 
इस अकार उन दोनोंका धन थोड़े ही दिनोंमें समाप्त 
हो गया ! इससे उन्हें बड़ा दुःख हुआ । उनके घरमें ऐसी 
कोई भी वस्तु नहीं ची, जिससे वे अपना निर्वाह करते । 
द्रव्यके अभावमें समस्त स्वजनों, बान्धवो, सेवकों तथा 
'आश्रितोंने भी उन्हें त्याग दिया । उस नगरमें उनकी बड़ी 
शोचनीय स्थिति हो गयी । इसके बाद उन्होंने चोरी करना 
आरम्भ किया। राजा तथा लोगोंके भयसे डरकर चे 
अपने नगरसे निकल गये और दनमें जाकर रहने लगे। 
अब चे सबको पीड़ा पहुँचाने लगे । इस प्रकार पापपूर्ण 
आहारसे उनकी जीविका चलने लगी । तदनन्तर, एक 
दिन उनमेंसे एक तो पहाड़पर गया और दूसरेने बनमें 
प्रवेश किया । राजन्‌! उन दोनोंमें जो बड़ा था, उसे 
सिंहने मार डाल्त्र और छोटेको साँपने डस लिया। उन 
दोनों महापापियोंकी एक ही दिन मृत्यु हुई । इसके नाद 
यमदूत उन्हें पारोंमें नांधकर यमपुरीमें ले गये । बहाँ 


जाकर वे यमराजसे बोले- “धर्मराज ! आपकी आज्ञासे 
हम इन दोनों मनुष्योंको ले आये हैं। अब आप प्रसन्न 
होकर अपने इन किङ्ूरोंको आज्ञा दीजिये, कौन-सा कार्य 
करें ?' तब यमराजने दूतोंसे कहा--'वीरो ! एकको तो 
दुःसह पीड़ा देनेवाले नरकमें डाल दो और दूसरेको 
स्वर्गलोकमें, जहाँ उत्तम-उत्तम भोग सुलभ हैं, स्थान 
दो।' यमराजकी आज्ञा सुनकर शौघ्रतापूर्वक कोम 
करनेवाले दूतोंने वैश्यके ज्येष्ठ पुत्रको भयंकर रौरव 
नरकमें डाल दिया । इसके बाद उनमेंसे किसी श्रेष्ठ दूतने 
दूसरे पुत्रसे मधुर वाणीमें कहा--'निकुण्डल ! तुम मेरे 
साथ आओ, में तुम्हें स्वर्गमें स्थान देता हूँ। तुम 
वहाँ अपने पुण्यकर्मद्वारा उपार्जित दिव्य भोगोंका 
उपभोग करो।' 

यह सुनकर विकुण्डलके मनमें बड़ा हर्ष हुआ । 
मार्गमें अत्यन्त विस्मित होकर उसने दूतसे पूछा-- 
“दूतभ्रबर ! मैं आपसे अपने मनका एक सन्देह पूछ रहा 
हूँ। हम दोनों भाइयॉका एक ही कुलमें जन्म हुआ। 
हमने कर्म भी एक-सा ही किया तथा दुर्मृत्यु भी हमारी 
'एक-सी ही हुई; फिर क्या कारण है कि मेरे ही समान 
कर्म करनेवाला मेरा बड़ा भाई नरकमें डाला गया और 
मुझे स्वर्गकी प्राप्ति हुई ? आप मेरे इस संशयका निवारण 
कीजिये । बाल्यकालसे ही मेण मन पापोंमें लगा रहा। 
पुण्य-कमॉमिं कभी संलग्न नहीं हुआ। यदि आप मेरे 
किसी पुण्यको जानते हों तो कृपया बतलाइये ।' 

देवदूतने कहा--वैश्यवर ! सुनो । हरिमित्रके पुत्र 
स्वमित्र नामक ब्राह्मण वनमें रहते थे । वे वेदोंके पारगामी 
विद्वान्‌ थे । यमुनाके दक्षिण किनारे उनका पवित्र आश्रम 
था। उस वनमें रहते समय ब्राह्मणदेबताके साथ तुम्हारी 
मित्रता हो गयी थी। उन्हीके सङ्गसे तुमने कालिन्दीके 
पवित्र जलमें, जो सब पापोंको हरनेबाला और श्रेष्ठ है, 
दो बार माध-स्रान किया है। एक माध-ख्रानके मुण्यसे 
तुम सब पापोंसे मुक्त हो गये और दूसरेके पुण्यसे तुम्हें 
स्वर्गकी प्राप्ति हुई है। इसी पुण्यके प्रभानसे तुम सदा 
स्वर्गमें रहकर आनन्दका अनुभव करो । तुम्हारा भाई 
नरकमें बड़ी भारी यातना भोगेगा। असिपत्र-ननके 


+ अर्चयस्व इषीकेश यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पदापुराण 


पत्तोसे उसके सारे अङ्ग छिद जायंगे। मुगदरोंकी मारसे 
उसकी घणज्नियाँ उड़ जायैंगी। शिलाकी चट्टानोपर 
पटककर उसे चूर-चूर कर दिया जायगा तथा वह 
दहकते हुए अङ्गारोंमें भूना जायगा । 
दूतकी यह बात सुनकर विकुण्डलको भाईके 
दुःखसे बड़ा दुःख हुआ । उसके सारे शरीरके रोंगटे खड़े 
हो गये। वह दीन और विनीत होकर बोला---'साधो ! 
सत्पुरुषॉमें सात पग साथ चलनेमात्रसे मैत्री हो जाती है 
तथा बह उत्तम फल देनेबाली होती है; अतः आप 
मित्रभावका विचार करके मेरा उपकार करें। मैं आपसे 
उपदेश सुनना चाहता हूँ। मेरी समझमें आप सर्वज्ञ हैं; 
अतः कृपा करके बताइये, मनुष्य किस कर्मके 
अतुष्ठानसे यमलोकका दर्शन नहीं करते तथा कौन-सा 
कर्म करनेसे बे नरकमें जाते हैं ?' 
देखदूतने कहा--जो मन, वाणी और क्रियाद्वारा 
कभी किसी भी अवस्थामें दूसरोंको पीड़ा नहीं देते, वे 
यमराजके लोकमें नहीं जाते। अहिंसा परम धर्म है, 
अहिंसा ही श्रेष्ठ तपस्या है तथा अहिंसाको ही मुनियोंने 
सदा श्रेष्ठ दान बताया है।* जो मनुष्य दयालु हैं चे 
मच्छर, साँप, डॉस, खटमल तथा मनुष्य--सबको 
अपने ही समान देखते हैं। जो अपनी जीविकाके लिये 
जलचर और थल्चर जीबोंकी हत्या करते हैं, वे 
कालसूत्र नामक नरकमें पड़कर दुर्गति भोगते हैं। वहाँ 
उन्हें कुत्तेका मोस खाना तथा पीच और रक्त पीना पड़ता 
है। वे चर्बीकी कीचमें डूनकर अधोमुखी कीड़ोंके द्वारा 
डँसे जाते है । अधेरेमें पड़कर ने एक-दूसरेको खाते और 
परस्पर आघात करते हैं। इस अवस्थामें भयङ्कर चीत्कार 
करते हुए वे एक कल्पतक वहाँ निवास करते हैं। 
नरकसे निकळ्नेपर उन्हें दीर्घकाळतक स्थावर-योनिमें 
रहना पड़ता है। उसके बाद बे क्रूर प्राणी सैकड़ों बार 


तिर्यम्योनियोंमें जन्म लेते हैं और अन्त्तमें मनुष्य-योनिके 
भीतर जन्मसे अंधे, काने, कुबडे, पङ्गु, दरिद्र तथा 
अङ्गहीन होकर उत्पन्न होते हैं। 

इसलिये जो दोनों लोकॉमें सुख पाना चाहता है, 
उस धर्मज्ञ पुरुषको उचित है कि इस लोक और 
परलोकमें मन, वाणी तथा क्रियाके द्वारा किसी भी 
जीवको हिंसा न करे। प्राणियोंकी हिंसा करनेवाले लोग 
दोनों लोकोंमें कहीँ भी सुख महीं पाते। जो किसी 
जीवकी हिंसा नहीं करते, उन्हें कहीं भी भय नहीं होता । 
जैसे नदियाँ समुद्रमें मिलती हैं, उसी प्रकार समस्त धर्म 
अहिंसामें लय हो जाते है--यह निश्चित बात है। 
वैञ्यप्रवर ! जिसने इस लोकमें सम्पूर्ण भूतोंको 
अभयदान कर दिया है, उसीने सम्पूर्ण तीर्थोमे स्नान 
किया है तथा वह सम्पूर्ण यज्ञोंकी दीक्षा ले चुका है। 
वर्णाश्रमधर्ममें स्थित होकर शास्त्रोक्त आज्ञाका पालन 
करनेवाले समस्त जितेन्द्रिय मनुष्य सनातन ब्रहालोकको 
आप्त होते हैं। जो इष्ट* और पूर्तमेर लगे रहते हैं, 
पञ्चयज्ञोंकार अनुष्ठान किया करते हैं, जिनके मनमें सदा 
दया भरी रहती है, जो विषयोंकी ओरसे निवृत्त, 
सामर्थ्यशाली, बेदबादी तथा सदा अग्निहोत्रपरायण हैं, वे 
ब्राह्मण स्वर्गगामी होते हैं। शत्रुओंसे घिरे होनेपर भी 
जिनके मुखपर कभी दीनताका भाव नहीं आता, जो 
शुरवीर हैं, जिनकी मृत्यु संग्राममें ही होती है; जो अनाथ 
स्त्रियों, ब्राह्मणों तथा झारणागतोंकी रक्षाके लिये अपने 
प्राणोंकी बलि दे देते हैं तथा जो पङ्गु, अन्ध, बाल-वृद्ध, 
अनाथ, रोगी तथा दरिद्रोंका सदा पालन-पोषण करते हैं, 
बे सदा स्वर्गमें रहकर आनन्द भोगते हैं । जो कीचड़में 
फैंसी हुई गाय तथा योगसे आतुर ब्राह्मणको देखकर 
उनका उद्धार करते हैं, जो गौऑको ग्रास अर्पण करते, 
गौओकी सेवा-सुशरूषामें रहते तथा गौओंकी पीठपर 


ज अहिंसा परमो धर्मो ह्ाहिसैय परं तप: । अहिंसा 


परमं दानमित्याहुर्मुनयः सदा ॥ (३१ । २७) 


१. अग्निहोत्र, तप, सस्य, यज्ञ, दान, बेदरक्षा, आतिथ्य, वैश्वदेव और ध्यान आदि धार्मिक कार्योको 'इष्ट' कहते हैं। २. बादली, 
कुआँ, ताळाब, देवमन्दिर और घर्मशाला बनवाना तथा बगीचे लगाना आदि कार्य 'पूर्त' कहाते हैं। ३. त्ह्मयश, देवयज्ञ, मनुष्ययज, 


चितृयज्ञ तथा भूतयज्ञ--ये ही पञ्चयज्ञ कहे गये हैं। 


स्वर्गखण्ड ] 


* धर्मतीर्थं आदिकी महिमा, स्वर्ग तथा नरकमें ले जानेवाले शुभाशुभ कमाँका वर्णन « 


३५३ 


कभी सवारी नहीं करते, वे स्वर्गलोकके निवासी होते हैं । 
जो ब्राह्मण प्रतिदिन अग्निपूजा, देवपूजा, गुरुपूजा और 
द्विजपूजामें तत्पर रहते हैं, वे खर्गलोकमें जाते हैं। 
बावली, कुआँ और पोखरे बनवाने आदिके 
पुण्यका कभी अन्त नहीं होता; क्योंकि वहाँ जलचर और 
थलचर जीव सदा अपनी इच्छाके अनुसार जल पीते 
रहते हैं। देवता भी जावली आदि ननवानेवालेको नित्य 
दानपरायण कहते है। वैश्यवर ! प्राणी जैसे-जैसे 
बावली आदिका जल पीते हैं, वैसे-ही-वैसे धर्मकी वृद्धि 
होनेसे उसके बनवानेवाले मनुष्यके लिये स्वर्गका निवास 
अक्षय होता जाता है। जल प्राणियोंका जीवन है। 
जलके ही आधारपर प्राण टिके हुए हैं । पातकी मनुष्य 
भी प्रतिदिन खान करनेसे पवित्र हो जाते हैं। प्रातः- 
कालका स्नान नाहर और भीतरके मलको भी धो डालता 
है। प्रातःख्रानसे निष्पाप होकर मनुष्य कभी नरकमें नहीं 
पड़ता । ओ निना स्नान किये भोजन करता है, वह सदा 
मलका भोजन करनेवाला है। जो मनुष्य स्त्रान नहीं 
करता, देवता और पितर उससे विमुख हो जाते हैं। बह 
अपवित्र माना गया है । बह नरक भोगकर कीट-योनिको 
प्राप्त होता है। 
जो लोग पर्यके दिन नदीकी धारामें स्नान करते हैं, 
बे न तो नरकमें पड़ते हैं और न किसी नीच योनिमें ही 
जन्म लेते हैं। उनके लिये बुरे स्वप्न और बुरी चिन्ता 
सदा निष्फल होती हैं। विकुण्डल ! जो पृथ्वी, सुवर्ण 
और गौ--इनका सोलह बार दान करते हैं, वे स्वर्ग- 
लोकमें जाकर फिर बहाँसे वापस .नहीं आते । विद्वान्‌ 
पुरुष पुण्य तिथियोंमें, व्यतीपात योगमें तथा संक्रान्तिके 
समय स्त्रान करके यदि थोड़ा-सा भी दान करे तो कभी 
दुर्गतिमें नहीं पड़ता । जो मनुष्य सत्यवादी, सदा मौन 
घारण करनेवाले, प्रियवक्ता, क्रोधहीन, सदाचारी, 
अधिक बकवाद न करनेवाले, दूसरोंके दोष न 


देखनेवाले, सदा सब प्राणियॉपर दया करनेवाले, 
दूसरोंकी गुप्त बातोंको प्रकट न करनेवाले तथा दूसरोंके 
गुर्णोका बखान करनेवाले हैं; जो दूसरेके धनको 
तिनकेके समान समझकर मनसे भी उसे लेना नहीं 
चाहते, ऐसे लोगोंको नरक-यातनाका अनुभव नहीं 
करना पड़ता। जो दूसरोपर कलङ्क लगानेवाला, 
पाखण्डी, महापापी और कठोर वचन बोलनेवाला है, 
वह प्रलयकालतक नरकमें पकाया जाता है। कृतान 
पुरुषका तीथेकि सेवन तथा तपस्यासे भी उद्धार नहीं 
होता। उसे नरकमें दीर्घकालतक भयङ्कर यातना सहन 
करनी पड़ती है। जो मनुष्य जितेन्द्रिय तथा मिताहारी 
होकर पृथ्वीके समस्त तीथोंमें स्नान करता है, वह 
'यमराजके घर नहीं जाता । तीर्थमें कभी पातक न करे, 
तीर्थको कभी जीविकाका साधन न बनाये, तीर्थमें दान 
न ले तथा वहाँ धर्मको बेचे नहीं । तीर्थमें किये हुए 
पातकका क्षय होना कठिन है। तीर्थमें लिये हुए दानका 
पचाना मुड्किल है। 

जो एक बार भी गङ्गाजीके जलमें स्नान करके 
गङ्गाजलसे पवित्र हो चुका है, उसने चाहे राशि-राशि 
पाप किये हों, फिर भी वह नरकमें नहीं पड़ता। हमारे 
सुननेमें आया है कि व्रत, दान, तप, यज्ञ तथा पवित्रताके 
अन्यान्य साधन गङ्गाकी एक बूँदसे अभिषिक्त हुए 
पुरुषकी समानता नहीं कर सकते।* जो धर्मद्रव 
(धर्मका ही द्रवीभूतस्वरूप) है, जलका आदि कारण है, 
भगवान्‌ विष्णुके चरणोंसे प्रकट हुआ है तथा जिसे 
भगवान्‌ दाङ्करने अपने मस्तकपर धारण कर रखा है, वह 
गङ्गाजीका निर्मल जल भ्रकृतिसे परे निर्गुण ब्रह्म ही है-- 
इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है। अतः ब्रह्माण्डके भीतर 
ऐसी कौन-सी वस्तु है, जो गङ्गाजलकी समानता कर 
सके । जो सौ योजन दूरसे भी “गङ्गा, गङ्गा' कहता है, 
बह मनुष्य नरकमें नहीं पड़ता । फिर गङ्गाजीके समान 


+सकुदङ्गाम्भसि स्नातः पूतो गाङ्गेयनारिणा।न नरो नरके याति अपि पातकराशिकृत्‌ ॥ 


ब्रतदानतपोयज्ञाः पवित्राणीतराणि 


च । गद्माविन्द्रभिविक्तस्य न समा इति नः श्रुतम्‌॥ 


(३१५ । ७२-७३) 


+ अर्चयस्व हषीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण, 


कौन हो सकता है।* नरक देनेवाला पापकर्म दूसरे 
किसी उपायसे तत्काल दग्ध नहीं हो सकता; इसलिये 
मनुष्योंको प्रयत्नपूर्वक गङ्गाजीके जलमें स्नान करना 
चाहिये । 
जो ब्राह्मण दान लेनेमें समर्थ होकर भी उससे 
अलग रहता है, वह आकाइामें तारा बनकर 
चिरकाल्तक प्रकाशित होता रहता है। जो कीचड़से 
गौका उद्धार करते हैं, रोगियोंकी रक्षा करते हैं तथा 
गोशालामें जिनकी मृत्यु होती है, उन्हीं लोगोंके लिये 
आकाशमें स्थित तारामय लोक हैं। सदा प्राणायाम 
करनेवाले द्विज यमलोकका दर्शन नहीं करते। वे पापी 
हों तो भी आणायामसे ही उनका पाप नष्ट हो जाता है। 
बैश्यबर ! यदि प्रतिदिन सोलह प्राणायाम किये जाये तो 
वे साक्षात्‌ ब्रह्मघातीको भी पवित्र कर देते हैं। जिन-जिन 
तपोका अनुष्ठान किया जाता है, जो-जो श्रत और नियम 
कहे गये हैं, वे तथा एक सहस्र गोदान--ये सब एक 
साथ हों तो भी प्राणायाम अकेला ही इनकी समानता 
कर सकता है। जो मनुष्य सौसे अधिक वर्षोतक 
अतिमास कुशके अम्रभागसे एक बूँद पानी पीकर रहता 
है, उसकी कठोर तपस्याके बराबर केवल प्राणायाम ही 
है। प्राणायामके बलसे मनुष्य अपने सारे पातकोंको 
क्षणभरमें भस्म कर देता है। जो नरश्रेष्ठ ! परायी 
ख्नियोंको माताके समान समझते हैं, वे कभी 
यम-यातनामें नहीं पड़ते | जो पुरुष मनसे भी परायी 
खतियोंका सेवन नहीं करता, उसने इस लोक और 
परलोकके साथ समूची पृथ्वीको धारण कर रखा है। 
इसलिये परस्जी-सेवनका परित्याग करना चाहिये । परायी 
खनियाँ इकीस पीढ़ियोंको नरकॉमें ले जाती हैं। 


जो क्रोधका कारण उपस्थित होनेपर भी कभी 
क्रोधके वशीभूत नहीं होता, उस अक्रोधो पुरुषको इस 
पृथ्बीपर स्वर्गका बिजेता समझना चाहिये । जो पुत्र 
माता-पिताकी देवताके समान आराधना करता है, वह 
कभी यमराजके घर नहीं जाता। स्त्रियाँ अपने 
ज्ञील-सदाचारकी रक्षा करनेसे इस लोकमें धन्य मानी 
जाती हैं। शील भङ्ग होनेपर खियोंको अत्यन्त भयङ्कर 
यमलोककी प्राप्ति होती है। अतः स्त्रियोंको दुष्टोके 
सङ्गका परित्याग करके सदा अपने शीलकी रक्षा करनी 
चाहिये। वैश्यवर ! शीलसे नारियोंको उत्तम स्वर्गकी 
प्राप्ति होती है, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है।† 

जो शास्त्रका विचार करते हैं, वेदोंके अभ्यासमें 
लगे रहते हैं, पुराण-संहिताको सुनाते तथा पढ़ते हैं, 
स्मृतियोंकी व्याख्या और धर्मोका उपदेश करते हैं तथा 
वेदान्तमें जिनकी निष्ठा है, उन्होंने इस पृथ्वीको धारण कर 
रखा है। उपर्युक्त विषयोंके अभ्यासकी महिमासे उन 
सबके पाप नष्ट हो जाते हैं तथा वे ब्रह्मलोकको जाते हैं, 
जहाँ मोहका नाम भी नहीं है। जो अनजान मनुष्यको 
बेद-शास्त्रका ज्ञान प्रदान करता है, उसकी वेद भी 
प्रशंसा करते हैं; क्योंकि वह भव-बन्धनको नष्ट 
करनेवाला है । 

वैष्णव पुरुष यम, यमलोक तथा वहाँके भयङ्कर 
प्राणियोंका कदापि दर्शन नहीं करते--यह बात मैंने 
बिलकुल सच-सच बतायी है। यमुनाके भाई यमराज 
हमलोगोंसे सदा ही और बारंबार कहा करते हैं कि 
*तुमलोग वैष्णवॉको छोड़ देना; ये मेरे अधिकारमें नहीं 
हैं। जो प्राणी प्रसङ्गगश एक बार भी भगवान्‌ केदाबका 
स्मरण कर लेते हैं, उनकी समस्त पापराशि नष्ट हो जाती 


» धर्मद्रब॑ ड्वापा चीज॑ वैकुण्ठचरणच्युतम्‌ । घृतं मूर्तिं महेशेन यद्ाङ्गममरं जरम्‌ ॥ 


त्मैव न सन्देहो निर्गुणं प्रकृतेः परम्‌ । तेन कि 


समता गच्छेदपि ब्रह्माण्डगोचरे॥ 


गङ्गा गङ्गेति यो ब्रूयाच्योजनानो झातैरपि।नरो न नरकं याति कि तया सदृश भवेत्‌ ॥ 


(३१ ।७५--७७) 


त इह चैव स्त्रियों धन्याः जलस्य परिरक्षणात्‌ । जीलभङ्गें च नारीणां यमल्त्रेकः सुदारुणः ॥ 
कीलं रक्ष्यं सदा खोभिर्दुष्टसङ्गविवर्जनात्‌ । शीलेन हि परः स्वर्ग: रीणां वैश्य न संशयः ॥ 


(३९। ९३-९४) 


स्वर्यखण्ड ] 


* थर्मतीर्थ आदिकी महिमा, स्वर्ग तथा नस्कर्मे ले जानेवाले शुभाशुभ कर्मोका खर्णन + 


३५५ 


99209000202३०-०५०६०&५०५०७७:७:७०००७०५००७७००७०००७९३३:५०००-०००००-७००९०-०००:५०९७७७०७७०७७७०-००७०९००५७-७००-७७-७७०७-७७७७७-०-०७-०७७-. 


है तथा वे श्रीविष्णुके परमपदको प्राप्त होते हैं।* 
दुराचारी, पापी अथवा सदाचारी--कैसा भी क्यों न हो, 
जो मनुष्य भगवान्‌ विष्णुका भजन करता है, उसे 
तुमलोग सदा दूरसे ही त्याग देना । जिनके घरमें वैष्णव 
भोजन करता हो, जिन्हें वैष्णवोंका सङ्ग प्राप्त हो, वे भी 
तुम्हारे लिये त्याग देने योग्य हैं; क्योंकि वैष्णवोंके सङ्गसे 
उनके पाप नष्ट हो गये हैं।' पापिष्ठ मनुष्योंको नरक- 
समुद्रसे पार जानेके लिये भगवान्‌ विष्णुकी भक्तिके 
सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है। वैष्णव पुरुष चारों 
वर्णोसे बाहरका हो तो भी वह तीनों लोकोंको पवित्र 
कर देता है । मनुष्योंके पाप दूर करनेके लिये भगवानके 
गुण, कर्म और नामोंका सङ्कीर्तन किया जाय--इतने 
बड़े प्रयासकी कोई आवश्यकता नहीं है; क्योंकि 
अजामिल-जैसा पापी भी मृत्युके समय 'नारायण' नामसे 
अपने पुत्रको पुकारकर भी मुक्ति पा गया । जिस समय 
मनुष्य असन्नतापूर्वक भगवान्‌ श्रीहरिकी पूजा करते हैं, 
उसी समय उनके मातृकुल और पितृकुल दोनों कुलेकि 
पितर, जो चिरकालसे नरकमें पडे होते हैं, तत्काल 
स्वर्गको चले जाते हैं। जो विष्णुभक्तोंके सेवक तथा 
वैष्णवोंका अन्न भोजन करनेवाले हैं, वे शान्तभावसे 
देवताओंकी गतिको प्राप्त होते हैं। अतः विद्वान्‌ पुरुष 
समस्त पापोंकी शुद्धिके लिये प्रार्थना और यलपूर्वक 
वैष्णवका अन्न प्राप्त करे; अन्नके अभावमें उसका जल 
माँगकर ही पी ले । यदि “गोविन्द' इस मन्त्रका जप करते 
हुए कहीं मृत्यु हो जाय तो बह मरनेवाला मनुष्य न तो 
स्वयं यमराजको देखता है और न हमलोग ही उसकी 
ओर दृष्टि डालते हैं। आङ्ग, मुद्रा, ध्यान, ऋषि, 


छन्द और देवतासहित द्वादशाक्षर मन्त्रकी दीक्षा लेकर 
उसका विधिवत्‌ जप करना चाहिये । जो श्रेष्ठ मानव 
[*ॐ नमो नारायणाय'} इस अष्टाक्षर मन्त्रका जप 
करते हैं, उनका दर्शन करके ब्राह्मणघाती भी शुद्ध हो 
जाता है तथा वे स्वयं भी भगवान्‌ विच्णुकी भाँति तेजस्वी 
प्रतीत होते हैं। 

जो मनुष्य हृदय, सूर्य, जल, प्रतिमा अथवा वेदीमें 
भगवान्‌ विष्णुकी पूजा करते हैं, वे चैष्णनधामको प्राप्त 
होते हैं। आथवा मुमुक्षु पुरुषॉको चाहिये कि वे 
झाळग्राम-शिलाके चक्रमें सर्वदा वासुदेव भगवानका 
पूजन करें। वह श्रीविष्णुका अधिष्ठान है तथा सब 
प्रकारके पापोंका नाशक, पुण्यदायक एवे सबको मुक्ति 
प्रदान करनेवाला है । जो शालआम-शिलासे उत्पन्न हुए, 
चक्रमें श्रीहरिका पूजन करता है, वह मानो प्रतिदिन एक 
सहर राजसूय यज्ञोंका अनुष्ठान करता है । जिन शान्त 
ब्रह्मस्वरूप अच्युतको उपनिषद्‌ सदा नमस्कार करते हैं, 
उन्हींका अनुग्रह शालग्राम-शिलाकी पूजा करनेसे 
मनुष्योंको प्राप्त होता है। जैसे महान्‌ काष्ठमें स्थित अग्नि 
उसके अग्रभागमें प्रकाशित होती है, उसी प्रकार सर्वत्र 
व्यापक भगवान्‌ विष्णु शालआम-शिलामेँ प्रकाशित होते 
हैं। जिसने शालग्राम-शिलासे उत्पन्न चक्रमें श्रीहरिका 
पूजन कर लिया उसने अमिहोत्रका अनुष्ठान पूर्ण कर 
लिया तथा समुद्रॉसहित सारी पृथ्वी दान दे दी। जो 
नराधम इस ल्लेकमें काम, क्रोध और लोभसे व्याप्त हो 
रहा है, वह भी झालग्राम-शिलाके पूजनसे श्रीहरिके 
लोकको प्राप्त होता है। वैञ्य ! शालग्राम-शिलाकी पूजा 
करनेसे मनुष्य तीर्थ, दान, यज्ञ और व्रतेकि निना ही 


* आहास्मान्‌ यमुनाभ्राता सदैव हि पुनः पुनः | भवद्धिवैष्णबास्त्याज्या न ते स्युर्मम गोचराः॥ 
स्मरन्ति ये सकृद्धूताः प्रसङ्गेनापि केशबम्‌।ते विध्वस्ताखिलाघौघा यान्ति विष्णोः परे पदम्‌॥ 


(३६१ १०२-१०३) 


† एतावतालमधनिर्हरणाय पुसां 
संकीर्तने भगवतो गुणकर्मनास्नाम्‌। 
विक्रुश्य पुत्रमघवान्‌ यदजामिलोऽपि 


नारायणेति म्रियमाण इयाय सुक्तिम्‌॥ 


(३१। १०९) 


३५६ 


* अर्थयस्व हथीकेश यदीच्छसि परं पदम्‌ « 


[संक्षिप्त चद्ापुराण 


७९००७९०००००९०००००७०९००००७०९९००९०७००७५००-०७०००:३९:००००७००-०७७००९०९०९-७०:००:५००७७७०-७०००००००:०००७०-७७-००९०-७७००००००-००००७ 


मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। शालग्राम-शिलाकी पूजा 
करनेवाला मानव पापी हो तो भी नरक, गर्भवास, 
तिर्यग्योनि तथा कीट-योनिको नहीं प्राप्त होता। गङ्गा, 
गोदावरी और नर्मदा आदि जो-जो मुक्तिदायिनी नदियाँ 
हैं, वे सब-की-सब शारुम्राम-शिलाके जलमें निवास 
करती हैं। शालग्राम-शिलाके लिङ्गका एक बार भी 
पूजन करनेपर ज्ञानसे रहित मनुष्य भी मोक्ष प्राप्त कर लेते 
हैं। जहाँ झालप्राम-शिल्ररूपी भगवान्‌ केशव 
विराजमान रहते हैं, वहाँ सम्पूर्ण देवता, यज्ञ एवं चौदह 
भुवनोंके प्राणी वर्तमान रहते हैं। जो मनुष्य शालग्राम- 
शिलाके निकट श्राद्ध करता है, उसके पितर सौ 
'कल्पॉतक द्ुलोकमें तृप्त रहते है । जहाँ शालग्राम-शिला 
रहती है, वहाँकी तीन योजन भूमि तीर्थस्वरूप मानी गयी 
है। वहाँ किये हुए दान और होम सब कोटिगुना अधिक 
फल देते हैं। जो एक बूँदके बराबर भी शालमाम- 
शिलाका जल पी लेता है, उसे फिर माताके स्तनोंका दूध 
नहीं पीना पड़ता; वह मनुष्य भगवान्‌ विष्णुको प्राप्त कर 
लेता है। जो झालग्राम-शिलाके चक्रका उत्तम दान देता 
है, उसने पर्वत, वन और काननोंसहित मानो समस्त 
भूमण्डलका दान कर दिया। जो मनुष्य शालग्राम- 
शिलाको बेचकर उसकी कीमत उगाहता है, वह विक्रेता, 
उसकी विक्रीका अनुमोदन करनेवाल्म तथा उसकी परख 
करते समय अधिक प्रसन्न होनेवाला--ये सभी नरकमें 
जाते हैं और जनतक सम्पूर्ण भूतोंका प्रलय नहीं हो 
जाता, तबतक यहीं बने रहते हैं। 
वैश्य ! अधिक कहनेसे क्या लाभ? पापसे 
डरनेवाले मनुष्यको सदा भगवान्‌ वासुदेवका स्मरण 
करना चाहिये। श्रीहरिका स्मरण समस्त पापोंको 
हरनेवाला है। मनुष्य वनमें रहकर अपनी इन्द्रियोंका 
संयम करते हुए घोर तपस्या करके जिस फलको प्राप्त 


करता है वह भगवान्‌ विष्णुको नमस्कार करनेसे ही मिल 
जाता है।* मनुष्य मोहके वशीभूत होकर अनेकों पाप 
करके भी यदि सर्वपापापहारी श्रीहरिके चरणोंमें मस्तक 
झुकाता है तो वह नरकमें नहीं जाता। भगवान्‌ विष्णुके 
नामोंका संकीर्तन करनेसे मनुष्य भूमण्डलके समस्त 
तीर्थो और पुण्यस्थानोंके सेवनका पुण्य प्राप्त कर लेता 
है। जो शार्ञ्गधनुष धारण करनेवाले भगवान्‌ विष्णुकी 
'शरणमें जा चुके हैं, वे शरणागत मनुष्य न तो यमराजके 
लोकमें जाते हैं और न नरकमें ही निवास करते हैं। 

वैश्य ! जो वैष्णव पुरुष शिवकी निन्दा करता है, 
वह किष्णुके लोकमें नहीं जाता; उसे महान्‌ नरकमें गिरना 
पड्ता है। जो मनुष्य प्रसङ्गवश किसी भी एकादशीको 
उपवास कर लेता है, वह यमयातनामें नहीं पड़ता--यह 
बात हमने महर्षि लोमशके मुखसे सुनी है। एकादशीसे 
बढ़कर पावन तीनों लोकॉमें दूसरा कुछ भी नहीं है। 
एकादशी और द्वादशी--दोनों ही भगवान्‌ विष्णुके दिन 
हैं और समस्त पातकोंका नाश करनेवाले हैं। इस शरीरमें 
तभीतक पाप निवास करते हैं, जबतक प्राणी भगवान्‌ 
विष्णुके शुभ दिन एकादशीको उपवास नहीं करता। 
हजार अश्वमेध और सौ राजसूय यज्ञ एकादशीके 
उपवासकी सोलहवीं कलाके बराबर भी नहीं हैं। मनुष्य 
अपनी ग्यारहों इन्द्रियॉसे जो पाप किये होता है, वह सब 
एकादशीके अनुष्ठानसे नष्ट हो जाता है। एकादशी व्रतके 
समान दूसरा कोई पुण्य इस संसारमें नहीं है। यह 
एकादशी शरीरको नीरोग बनानेवाली और स्वर्ग तथा 
मोक्ष प्रदान करनेवाली है । वैश्य ! एकादशीको दिनमें 
उपवास और रातमें जागरण करके मनुष्य पितृकुल, 
मातृकुल तथा पलीकुलकी दस-दस पूर्व पीढ़ियोंका 
निश्चय ही उद्धार कर देता है। 

मन, वाणी, शरीर तथा क्रियाद्वारा किसी भी 


# बहुनोक्तेन कि चैक्य कर्तव्यं पापभीरुणा | स्मरण वासुदेघस्य सर्वपापहरं हरेः॥ 
तपस्तप्त्वा नरो घोरमरण्ये नियतेन्द्रियः । यत्फलं समवाप्रोति तन्नत्क गरुडघ्बजम्‌ ॥ 


(३१। १४८-१४९) 


स्वर्गखण्ड ] 


* धर्मतीर्थं आदिकी महिमा, स्वर्ग तथा नरकमें ले जानेवाले शुभाशुभ कमॉका वर्णन « 


३५७ 


3५५७५००५७५५४००५०५०३५५५०००»+०५१५४०००७०००००»५५४०»७ ०७४५७» ४»७४+»*४9»४+&»*»»४»»४४५:9/25%%5५5*»5:5%5%४5823%5%3## कर 


प्राणीके साथ द्रोह न करना, इन्द्रियोंको रोकना, दान देना, 
श्रीहरिकी सेवा करना तथा वर्णो और आश्रमोकि 
कर्तब्योंका सदा विधिपूर्वक पालन करना--ये दिव्य 
गतिको प्राप्त करनेवाले कर्म हैं। वैश्य ! स्वर्गार्थी 
मनुष्यको अपने तप और दानका अपने ही मुँहसे बखान 
नहीं करना चाहिये; जैसी शक्ति हो उसके अनुसार अपने 
हितकी इच्छासे दान अवश्य करते रहना चाहिये । दरिद्र 
पुरुषको भी पत्र, फल, मूल तथा जल आदि देकर 
अपना प्रत्येक दिन सफल बनाना चाहिये । अधिक क्या 
कहा जाय, मनुष्य सदा और सर्वत्र अधर्म करनेसे 
दुर्गतिको प्राप्त होते हैं और धर्मले स्वर्गको जाते हैं। 
इसलिये बाल्यावस्थासे ही धर्मका संचय करना उचित 
है। वैश्य ! ये सब बातें हमने तुम्हें बता दी, अब और 
क्या सुनना चाहते हो? 
वैश्य खोला--सौम्य ! आपकी बात सुनकर मेरा 
चित्त प्रसन्न हो गया। गङ्गाजीका जल और सत्पुरुषॉका 
बचन--ये शीघ्र ही पाप नष्ट करनेवाले हैं। दूसरोंका 
उपकार करना और प्रिय वचन बोलना--यह साधु 
पुरुषोंका स्वाभाविक गुण है । अतः देवदूत ! आप कृपा 
करके मुझे यह बताइये कि मेरे भाईका नरकसे तत्काल 
उद्धार कैसे हो सकता है ? 
देवदूतने कहा--वैश्य ! तुमने पूर्ववर्ती आठवें 
जन्ममें जिस पुण्यका संचय किया है, वह सब अपने 
भाईको दे डालो । यदि तुम चाहते हो कि उसे भी स्वर्गकी 
प्राप्ति हो जाय तो तुम्हें यही करना चाहिये । 
विकुण्डलने पूछा-_देवदूत ! यह पुण्य क्या 
है? कैसे हुआ ? मेरे प्राचीन जन्मका परिचय क्या है? 
ये सब नातें बताइये; फिर मैं शीघ्र ही वह पुण्य भाईको 
अर्पण कर दूँगा । 
देवदूतने कहा-_पूर्वकालकी बात है, पुण्यमय 
मधुवनमें एक ऋषि रहते थे, जिनका नाम शाकुनि था, 
चे तपस्या और स्वाध्यायमें लगे रहते थे और तेजमें 
ब्ह्माजीके समान थे । उनके रेवती नामकी पीके गर्भसे 
नौ पुत्र उत्पन्न हुए, जो नवग्रहोंके समान शक्तिशाली थे। 
उनमेंसे धुव, शाली, बुध, तार और ज्योतिष्मान्‌--ये 


पाँच पुत्र अग्निहोत्री हुए। उनका मन गृहस्थधर्मके 
अनुष्ठानमें लगता था। शेष चार ब्राह्मण-कुमार--जो 
निर्मोह, जितकाम, ध्यानकाष्ठ और गुपाधिकके नामसे 
प्रसिद्ध थे--घरकी ओरसे विरक्त हो गये। वे सब 
सम्पूर्ण भोगॉसे निःस्पृह हो चतुर्थ-आश्रम--संन्यासमें 
प्रविष्ट हुए। खे सब-के-सब आसक्ति और परिग्रहसे 
शून्य थे। उनमें आकाङ्घा और आरम्भका अभाव था। 
चे मिट्टीके ढेले, पत्थर और सुवर्णमें समान भाव रखते 
थे । जिस किसी भी वस्तुसे अपना शरीर ढक लेते थे! 
जो कुछ भी खाकर पेट भर लेते थे । जहाँ साँझ हुई, वही 
ठहर जाते थे। वे नित्य भगवानका ध्यान किया करते 
थे । उन्होंने निद्रा और आहारको जीत लिया था । वे बात 
और शतका कष्ट सहन करनेमें पूर्ण समर्थ थे तथा 
समस्त चराचर जगत्को विष्णुरूप देखते हुए लीलापूर्वक . 
पृथ्वीपर विचरते रहते थे । उन्होंने परस्पर मौनत्रत धारण 
कर लिया था। वे स्वल्प मात्रामे भी कभी किसी क्रियाका 
अनुष्ठान नहीं करते थे। उन्हें तत्त्वज्ञानका साक्षात्कार हो 
गया था। उनके सारे संशय दूर हो चुके थे और घे 
चिन्मय तत्त्वके निचारमें अत्यन्त प्रवीण थे। 

वैश्य ! उन दिनों तुम आपने पूर्ववर्ती आठवें 
जन्ममें एक गृहस्थ ब्राह्मणके रूपमें थे । तुम्हार निवास 
मध्यप्रदेदामें था। एक दिन उपर्युक्त चारों ब्राह्मण 
संन्यासी किसी प्रकार घूमते-घामते मध्याहके समय 
तुम्हारे घरपर आये। उस समय उन्हें भूख और प्यास 
सता रही थी। बलिवैश्वदेवके पश्चात्‌ तुमने उन्हें अपने 
घरके आँगनमें उपस्थित देखा । उनपर दृष्टि पड़ते ही 
तुम्हारे नेत्रॉमें आनन्दके आँसू छलक आये । तुम्हारी 
बाणी गद्गद हो गयी, तुमने बड़े वेगसे दौड़कर उनके 
चरणोमें साष्टाङ्ग प्रणाम किया । फिर बड़े आदरभावके 
साथ दोनों हाथ जोड़कर मधुर वाणीसे उन सबका 
अभिनन्दन करते हुए कहा--महानुभाव ! आज मेरा 
जन्म और जीवन सफल हो गया । आज मुझपर भगवान्‌ 
विष्णु असन्न हैं। मै सनाथ और पवित्र हो गया । आज 
मैं, मेरा घर तथा मेरे सभी कुटुम्बी धन्य हो गये। आज 
मेरे पितर धन्य हैं, मेरी गौ. धन्य हैं, मेरा झास््राध्ययन 


३५८ 


* अर्चयस्व हषीके यदीच्छसि परे पदम्‌ » 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


३422220९३००१०७९३९०००-९०३७००००३५००७३०९०००:००-०७०००७०९०००००००५००७०-९००००५०७००५५०००:७०००७७०००७७७७००५००००७५०००५०-७०७००. 


तथा घन भी घन्य है; क्योंकि इस समय आपलोगेकि इन 
चरणोंका दर्शन हुआ, जो तीनों तापोंका बिनाश 
करनेवाल्त्र है। भगवान्‌ विष्णुकी भाँति आपलोगोंका 
दर्शन भी किसी घन्य व्यक्तिको ही होता है।' 
इस प्रकार उनका पूजन करके तुमने अतिथियोंके 
पाँव पखारे और चरणोदक लेकर बड़ी श्रद्धाके साथ 
अपने मस्तकपर चढ़ाया। फिर चन्दन, फूल, अक्षत, 
धूप और दीप आदिके द्वारा भक्ति-भावके साथ उन 
'यतियोंकी पूजा करके उन्हें उत्तम अन्न भोजन कराया | वे 
चारों परमहंस तृप्त होकर रातको तुम्हारे भवनमें विश्राम 
और सूर्य आदिके भी प्रकाशक परबह्मका ध्यान करते 
रहे । उनका आतिथ्य-सत्कार करनेसे जो पुण्य तुम्हें प्राप्त 
हुआ है, उसका एक हजार मुखोंसे भी वर्णन करनेमें मैं 
असमर्थ हूँ! भूतोंमें प्राणधारी श्रेष्ठ हैं, उनमें भी 
बुद्धिजीवी, नुद्धिजीनियोमें भी मनुष्य और मनुष्योमि भी 
ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं। आाह्मणोंमें विद्वान, विद्वानोमें पवित्र 
बुद्धिवाले पुरुष, उनमें भी कर्म करनेवाले व्यक्ति तथा 
उनमें भी ब्रह्मज्ञानी पुरुष सबसे श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार 
ब्रह्मज्ञानी तीनों लोकोमें सर्वश्रेष्ठ माने गये हैं, अतः 
सबके परमपूज्य हैं । उनका सङ्ग महान्‌ पातकोंका नाश 


करनेवाला है! यदि कभी किसी गृहस्थके घरपर ब्रहम- 
ज्ञानी महात्मा आकर संतोषपूर्वक विश्राम करें तो वे 
उसके जन्मभरके पापॉका आपने दृष्टिपातमात्रसे नाश 
कर डालते हैं।# एक रात गृहस्थके घरपर विश्राम 
करनेवाला संन्यासी उसके जीवनभरके सारे पापोंकों 
भस्म कर देता है । वैश्य ! वही पुण्य तुम अपने भाईको 
दे दो, जिसके द्वारा उसका नरकसे उद्धार हो जाय। 
देवदूतकी यह बात सुनकर विकुण्डलने तत्काल ही 
वह पुण्य अपने भाईको दे दिया । तब उसका भाई भी 
प्रसन्न होकर नरकसे निकल आया । फिर तो देवताओंने 
उन दोनोंपर पुष्पोंकी वृष्टि करते हुए उनका पूजन किया 
तथा चे दोनों भाई स्वर्गलोकमें चले गये। तदनन्तर 
दोनॉसे सम्मानित होकर देवदूत यमलोकमें लट आया । 
नारदजी कहते हैं--राजन्‌! देवदूतका वचन 
चेद-वाक्यके समान था, उसमें सम्पूर्ण लोकका ज्ञान भरा 
था, उसे वैश्यपुन विकुष्डलने सुना और अपने किये हुए 
पुण्यका दान देकर अपने भाईको भी तार दिया। 
तत्पश्चात्‌ वह भाईके साथ ही देवराज इन्द्रके श्रेष्ठ लोकमें 
गया। जो इस इतिहासको पढ़ेगा या सुनेगा, बह 
'शोकरहित होकर सहस्र गोदानका फल प्राप्त करेगा । 


— जै 
सुगन्ध आदि तीर्थोंकी महिमा तथा काशीपुरीका माहात्म्य 


नारदजी कहते हैं--राजेन्द्र ! तदनन्तर तीर्थयात्री करनेवाला पुरुष अश्वमेध यशका फल प्राप्त करता है। 
पुरुष विश्वविख्यात सुगन्ध नामक तीर्थकी यात्रा करे। वहाँ कर्णहदमें ज्ञान और भगवान्‌ शङ्करकी पूजा करके 
खहाँ सब पापॉसे चित्त शुद्ध हो जानेपर वह ब्रह्मलोकमें मनुष्य कभी दुर्गतिमें नहीं पड़ता। इसके बाद क्रमशः 
अतिष्ठित होता है । तत्पश्चात्‌ रुद्रावर्त तीर्थमें जाय । वहाँ कुब्जाम्रक-तीर्थको प्रस्थान करना चाहिये। वहाँ स्नान 
स्नान करके मनुष्य स्वर्गलोकमें सम्मानित होता है। करनेसे सहस्र गोदानका फल मिलता है और मनुष्य 
नरश्रेष्ठ ! गङ्गा और सरस्वतीके सङ्गममें . ख्रान स्वर्गलोकमें जाता है। राजन्‌! इसके बाद अरुन्थतीवटमें 


* भूताना प्राणिनः श्रेष्ठाः प्राणिनों मत्तिजीलिनः ॥. . 
मतिमत्सु नयः श्रेष्ठा नरेषु बहाजातयः । जाह्यणेषु- च विद्वांसो विद्वत्सु कृतबुद्धयः ॥ 
कृतमुद्धिषु कर्तारः कर्तृषु ब्रह्मवेदिनः । अत एन ' सुपूज्यास्ते तस्माट्नेष्ठा जगत्त्रये ॥ 
सत्संगतिर्विशा श्रेष्ठ महापातकनाझिनी ॥ 
विश्रान्ता गृहिणो गेहे संतुष्टा त्रहस्वेदिनः । आजन्मसंचितं पापं नाशयन्तीक्षणेन दै॥ 
(३६१ ।२००--२०४) 


स्वर्गखण्ड ] 


* सुगन्ध आदि तीर्थोकी महिमा तथा काझीपुरीका माहात्य + 


३५९ 


जाना चाहिये। यहाँ समुद्रके जलमें स्नान करके तीन 
राततक उपवास करनेवाला मनुष्य सहस्र गोदानोंका 
फल पाता और खर्गलोकको जाता है। तदनन्तर 
ब्रह्मावर्त तीर्थकी यात्रा करे। वहाँ ब्रह्मच॑र्यका पालन 
करते हुए एकाग्रचित्त हो स्नान करनेसे मनुष्य अश्वमेध 
यज्ञका फल पाता और खर्गलोकमें जाता है । उसके बाद 
यमुनाप्रभव नामक तीर्थमें जाय । वहाँ यमुनाजलमें स्त्रान 
करनेसे मनुष्य अश्वमेध यज्ञका फल पाकर ब्रह्मलोकमें 
प्रतिष्ठित होता है। दर्वोसंक्रमण नामक तीर्थ तीनों 
लोकोंमें विख्यात है। वहाँ पहुँचकर स्नान करनेसे 
अश्वमेध यज्ञके फल और स्वर्गलोककी प्राप्ति होती है । 
भूगुतुङ्ग-तीर्थमें जानेसे भी अश्वमेध यज्ञका फल मिलता 
है। बीरभमोक्ष नामक तीर्थकी यात्रा करके मनुष्य सन 
पापोंसे छुटकारा पा जाता है । कृत्तिका और मघाके दुर्लभ 
तीर्थमें जाकर पुण्य करनेवाला पुरुष अग्निष्टोम और 
अतिरात्र सज्ञोंका फल पाता है । 
तत्पश्चात्‌ सन्ध्या-तीर्थमें जाकर जो परम उत्तम 
विद्या-तीर्थमें स्नान करता है, वह सम्पूर्ण विद्याओंमें 
पारंगत होता है। महाश्रम तीर्थ सब पापॉसे छुटकारा 
दिलानेवाला है । वहाँ रात्रिमें निवास करना चाहिये । जो 
मनुष्य वहाँ एक समय भी उपवास करता है, उसे उत्तम 
'लोकोंमें निवास प्राप्त होता है । जो तीन दिनपर एक समय 
उपवास करते हुए एक मासतक महाश्रम-तीर्थमें निवास 
करता है, वह स्वयं तो भवसागरके पार हो ही जाता है, 
अपने आगे-पीछेकी दस-दस पीढियोंको भी तार देता 
है। परमपवित्र देवनन्दित महेश्वरका दर्शन करके मनुष्य 
सन कर्तव्योंसे उकरण हो जाता है। उसके बाद 
पितामहद्वारा सेवित वेतसिका-तीर्थके लिये प्रस्थान करे । 
वहाँ जानेसे मनुष्य अश्वमेध यज्ञका फल पाता और 
परमगतिको प्राप्त होता है। 
तत्पश्चात्‌ ब्राह्मणिका-तीर्थमें जाकर ब्रह्मचर्यका 
पालन करते हुए, एकाग्रचित्त हो ख्रानादि करनेसे मनुष्य 
कमलके समान रंगवाले निमानपर बैठकर न्रहालोकको 
जाता है । उसके बाद द्विजोंद्रार सेवित पुण्यमय नैमिष- 
तीर्थकी यात्रा करे। वहाँ ब्रह्माजी देवताओकि साथ सदा 


निवास करते हैं। नैमिष-तीर्थमें जानेकी इच्छा 
करनेषालेका ही आधा पाप नष्ट हो जाता है तथा उसमें 
प्रविष्ट हुआ मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाता है। 
आरत ! धीर पुरुषको उचित है कि वह तीर्थ-सेवनमें 
तत्पर हो एक मासतक नैमिषारण्यमें निवास करे! 
भूमण्डलमें जितने तीर्थ हैं, वे सभी नैमिषारण्यमें 
विद्यमान रहते हैं । जो वहाँ स्नान करके नियमपूर्वक रहते 
हुए नियमानुकूल आहार ग्रहण करता है, वह मानव 
राजसूय यज्ञका फल पाता है । इतना ही नहीँ, बह अपने 
कुलकी सात पीढ़ियोंतकको पवित्र कर देता है । 

गङ्घोद्भेद-तीर्थमें जाकर तीन राततक उपवास 
करनेवाला मनुष्य वाजपेय यज्ञका फल पाता और 
सदाके लिये ब्रह्मस्वरूप हो जाता है । सरस्वतीके तटपर 
जाकर देवता और पितरोंका तर्पण करना चाहिये । ऐसा 
करनेवात्त्र पुरुष सारस्वत-लोकॉमें जाकर आनन्द भोगता 
है- इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है। तत्पश्चात्‌ बाहुदा 
नदीकी यात्रा करे। वहाँ एक रात निवास करनेवाला 
मनुष्य स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठित होता है और उसे देवसत्र 
नामक यज्ञका फल मिलता है । इसके बाद सरयू नदीके 
उत्तम तीर्थ गोप्रतार (गुप्तार) घाटपर जाना चाहिये। जो 
मनुष्य उस तीर्थमें स्नान करता है, बह सब पापोंसे शुद्ध 
होकर स्वर्गलोकमें पूजित होता है । कुरूनन्दन ! गोमती 
नदीके रामतीर्थमें स्त्रान करके मनुष्य अश्वमेध यज्ञका 
फल पाता और अपने कुलका उद्धार कर देता है | वहीं 
झतसाहस्रक नामका तीर्थ है; जो वहाँ स्नान करके 
नियमसे रहता और नियमानुकूल भोजन करता है, उसे 
सहस्र गोदानोंका पुण्य-फल प्राप्त होता है। धर्मज 
युधिष्ठिर ! वहाँसे ऊर्ध्वस्थान नामक उत्तम तीर्थमें जाना 
चाहिये । वहाँ कोटितीर्थमें जान करके कार्तिकेयजीका 
पूजन करनेसे मनुष्यको सहसत गोदानोंका फल मिलता है 
तथा बह तेजस्वी होता है। उसके बाद काझीमें जाकर 
भगवान्‌ शंकरकी पूजा और कपिलाकुण्डमें स्नान करनेसे 
राजसूय यज्ञका फल प्राप्त होता है। 

युधिष्ठिर बोले--मुने ! आपने काशीका भाहाल्य 
बहुत थोड़ेमें बताया है, उसे कुछ विस्तारके साथ कहिये । 


३६० 


* अर्चयस्व हषीकेझे यदीच्छसि परं पदम्‌ > 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


नारदजीने कहा--राजन्‌ ! मैं इस विषयमें एक 
संवाद सुनाऊँगा, जो वाराणसीके गुणोंसे सम्बन्ध 
रखनेवाला है। उस संवादके श्रवणमात्रसे मनुष्य ब्रह्म- 
हत्याके पापसे छुटकारा पा जाता है। पूर्वकालकी बात 
है, भगवान्‌ शङ्कर मेरुगिरिके शिखरपर विराजमान थे 
तथा पार्वती देवी भी वही दिव्य सिंहासनपर बैठी थीं। 
उन्होंने महादेवजीसे पूछा---'भक्तोके दुःख दूर करनेवाले 
देवाधिदेव ! मनुष्य शीघ्र ही आपका दर्शन कैसे पा 
सकता है ?. समस्त प्राणियोके हितके लिये यह बात 
मुझे बताइये ।' 
भगवान्‌ शिव बोले--देवि ! कारीपुरी मेरा 
परम गुह्यतम क्षेत्र है। वह सम्पूर्ण भूतोंको संसार- 
'सागरसे पार उतारनेवाली है। वहाँ महात्मा पुरुष 
भत्तिपूर्वक मेरी भक्तिका आश्रय ले उत्तम नियमोंका 
पालन करते हुए निवास करते हैं । वह समस्त तीर्थों और 
सम्पूर्ण स्थानोमें उत्तम है । इतना ही नहीं, अविमुक्त क्षेत्र 
मेरा परम ज्ञान है। वह समस्त ज्ञानोमें उत्तम है । देवि ! 
यह वाराणसी सम्पूर्ण गोपनीय स्थानोंमें श्रेष्ठ तथा मुझे 
अत्यन्त प्रिय है। मेरे भक्त वहाँ जाते तथा मुझमें ही 
अवेशा करते हैं । बाराणसीमें किया हुआ दान, जप, होम, 
यज्ञ, तपस्या, ध्यान, अध्ययन और ज्ञान--सब अक्षय 
होता है। पहलेके हजारों जन्मॉमें जो पाप संचित किया 
गया हो, वह सब अविमुक्त क्षेत्रमें प्रवेश करते ही नष्ट 
हो जाता है। वरानने ! ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 
वर्णसङ्कर, रूजाति, म्लेच्छ तथा अन्यान्य मिश्रित 
जातियोंके मनुष्य, चाण्डाल आदि, पापयोनिमें उत्पन्न 
जीव, कोड़े, चींटियाँ तथा अन्य पशु-पक्षी आदि जितने 


भी जीव हैं, वे सन समयानुसार अविमुक्त क्षेत्रमें मरनेपर , 


मेरे अनुअहसे परम गतिको प्राप्त होते हैं। मोक्षको 
अत्यन्त दुर्लभ और संसारको अत्यन्त भयानक समझकर 
मनुष्यको काशीपुरीमे निवास करना चाहिये । जहाँ-तहाँ 
मरनेवालेको संसार-नन्धनसे छुझनेवाली सद्रति तपस्थासे 
भी मिलनी कठिन है। [किन्तु वाराणसीपुरीमें बिना 
तपस्याके ही ऐसी गति अनायास प्राप्त हो जाती है।] जो 
विद्वान्‌ सैकड़ों विश्लोंसे आहत होनेपर भी काझीपुरीमें 


निवास करता है, वह उस परमपदको प्राप्त होता है जहाँ 
जानेपर शोकसे पिण्ड छूट जाता है। काशीपुरीमें 
रहनेवाले जीव जन्म, मृत्यु और वृद्धावस्थासे रहित 
परमधामको प्राप्त होते है । उन्हें बही गति प्राप्त होती है, 
जो पुनः मृत्युके नन्धनमें न आनेबाले मोक्षाभिलाषी 
पुरुषोंको मिलती है तथा जिसे पाकर जीव कृतार्थ हो 
जाता है। अविमुक्त क्षेत्रमे जो उत्कृष्ट गति प्राप्त होती है 
वह अन्यत्र दान, तपस्या, यज्ञ और विद्यासे भी नहीं मिल 
सकती । जो चाण्डाल आदि घृणित जातियोंमें उत्पन्न हैं 
तथा जिनकी देह विशिष्ट पातको और पापॉंसे परिपूर्ण है, 
उन सबकी झुद्धिके लिये विद्वान्‌ पुरुष आविमुक्त क्षेत्रको 
ही श्रेष्ठ औषध मानते हैं। अविमुक्त क्षेत्र परम ज्ञान है, 
अविमुक्त क्षेत्र परम पद है, अविमुक्त क्षेत्र परम तत्त्व है 
और अविमुक्त क्षेत्र परम शिव--परम कल्याणमय है। 
जो मरणपर्यन्त रहनेका नियम लेकर अविमुक्त क्षेत्रमें 
निवास करते हैं, उन्हें अन्तमे मैं परमज्ञान एवं परमपद 
प्रदान करता हूँ। वाराणसीपुरीमें प्रवेश करके बहनेवाली 
त्रिपथगामिनी गङ्गा विशेषरूपसे सैकड़ों जन्मोंका पाप 
नष्ट कर देती हैं। अन्यत्र गङ्गाजीका सान, श्राद्ध, दान, 
तप, जप और व्रत सुलभ हैं; किन्तु वाराणसीपुरीमें रहते 
हुए इन सबका अवसर मिख्ना अत्यन्त दुर्लभ है। 
वाराणसीपुरीमें निवास करनेवाला मनुष्य जप, होम, दान 
एवं देवताओंका नित्यप्रति पूजन करनेका तथा निरन्तर 
वायु पीकर रहनेका फल प्राप्त कर लेता है। पापी, शठ 
और अधार्मिक मनुष्य भी यदि वाराणसीमें चला जाय तो 
वह अपने समूचे कुलको पवित्र कर देता है। जो 
वाराणसीपुरीमेँ मेरी पूजा और स्तुति करते हैं, वे सब 
पापॉसे मुक्त हो जाते हैं। देवदेवेश्वरि ! जो मेरे भक्तजन 
बाराणसीपुरीमें निवास करते हैं, वे एक ही जन्ममें परम 
मोक्षको पा जाते हैं। परमानन्दकी इच्छा रखनेवाले 
ज्ञाननिष्ठ पुरुषोंके लिये शास्रोमे जो गति प्रसिद्ध है, वही 
अविमुक्त क्षेत्रमें मरनेवाळेको प्राप्त हो जाती है। 
अविमुक्त क्षेत्रमें देहावसान होनेपर साक्षात्‌ परमेश्वर मैं 
स्वयं ही जीवको तारक ब्रह्म (राम-नाम) का उपदेश 
करता हूँ। वरणा और असी नदियोंके बीचमें वाराणसीपुरी 


स्वर्गखण्ड ] 


+ पिशाचमोचन कुण्ड एवं रूपदीश्वरवा माझत्म्य + 


३६१ 


स्थित है तथा उस पुरीमें ही नित्य-चिमुक्त तत्त्वकी स्थिति 
है। वाराणसीसे उत्तम दूसरा कोई स्थान न हुआ है और 
न होगा। जहाँ स्वयं भगवान्‌ नारायण और देवेश्वर मैं 
विराजमान हूँ। देवि ! जो महापातकी हैं तथा जो उनसे 
भी बढ़कर पापाचारी हैं, वे सभी वाराणसीपुरीमें जानेसे 
'परमगतिको प्राप्त होते हैं। इसलिये मुमुक्षु पुरुषको 
मृत्युपर्यन्त नियमपूर्वक वाराणसीपुरीमे निवास करना 
चाहिये । वहाँ मुझसे ज्ञान पाकर वह मुक्त हो जाता है ।* 
किन्तु जिसका चित्त पापसे दूषित होगा, उसके सामने 
नाना प्रकारके ब्िन्न उपस्थित होंगे। अतः मन, वाणी 


और शरीरके द्वारा कभी पाप नहीं करमा चाहिये। 

नारदजी कहते हैँ- राजन्‌ ! जैसे देवताओंमें 
पुरुषोत्तम नारायण श्रेष्ठ हैं, जिस प्रकार ईश्वरोमें 
महादेवजी श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार समस्त तीर्थस्थानॉमें यह 
काशीपुरी उत्तम है। जो लोग सदा इस पुरीका स्मरण 
और नामोचारण करते हैं, उनका इस जन्म और 
पूर्वजन्मका भी सारा पातक तत्काल नष्ट हो जाता है; 
इसलिये योगी हो या योगरहित, महान्‌ पुण्यात्मा हो 
अथवा पापी--पअ्रत्येक मनुष्यको पूर्ण प्रयल करके 
वाराणसीपुरीमें निवास करना चाहिये । 


ति स्य 
पिशाचमोचन कुण्ड एवं कपर्दीश्चरका माहात्म्य--पिशाच तथा शङ्कुकर्ण मुनिके मुक्त 
होनेकी कथा और गया आदि तीर्थोकी महिमा 


नारदजी कहते हैं--युधिष्टिर ! बाराणसीपुरीमें 
कपर्दीश्चरके नामसे प्रसिद्ध एक शिर्वालिङ्ग है, जो 
अविनाशी माना गया है। वहाँ स्नान करके पितरोंका 
विधिवत्‌ तर्पण करनेसे मनुष्य समस्त पापोंसे मुक्त हो 
जाता है तथा भोग और मोक्ष प्राप्त कर लेता है। 
काशीपुरीमें निवास करनेवाले पुरुषॉके काम, क्रोध आदि 
दोष सथा सम्पूर्ण विघ्न कपर्दीश्चसके पूजनसे नष्ट हो जाते 
हैं। इसलिये परम उत्तम कपर्दीश्वरका सदैव दर्शन करना 
चाहिये । यल्पूर्वक उनका पूजन तथा वेदोक्त स्तोत्रॉ- 
द्वारा उनका स्तवन भी करना चाहिये। कपदींश्वरके 
स्थानमै नियमपूर्वक ध्यान छगानेवाले शान्तचित्त 
योगियोंको छः मासमें ही योगसिद्धि प्राप्त होती है-- 
इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है । पिशाचमोचन कुष्डमें 
नहाकर कपर्दीश्वरके पूजनसे मनुष्यके ब्रह्महत्या आदि 
पाप नष्ट हो जाते हैं। 


पूर्वकालकी बात है, कपीश्वर क्षेत्रमें उत्तम ब्रतका 
पालन करनेवाले एक तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। उनका 
नाम था--शह्लुकर्ण | चे प्रतिदिन भगवान्‌ शाङ्करका 
पूजन, रुद्रका पाठ तथा निरन्तर ब्रह्मस्वरूप प्रणवका जप 
करते थे! उनका चित्त योगमें लगा हुआ था। वे 
मरणपर्यन्त काशीमें रहनेका नियम लेकर पुष्प, धूप 
आदि उपचार, स्तोत्र, नमस्कार और परिक्रमा आदिके 
द्वारा भगवान्‌ कपर्दीश्वरकी आराधना करते थे | एक दिन 
उन्होंने देखा, एक भूखा प्रेत सामने आकर खड़ा है। उसे 
देख मुनिश्रेष्ठ शङ्कुकर्णको बड़ी दया आयी। उन्होंने 
पूछा--'तुम कौन हो? और किस देशसे यहाँ आये 
हो ?' पिशाच भूखसे पीड़ित हो रहा था। उसने 
झङ्कुकर्णसे कहा--'मुने ! मैं पूर्वजन्ममें घन-धान्यसे 
सम्पन्न ब्राह्मण था। मेरा घर पुत्र-पौत्रादिसे भर था। 
किन्तु मैने केवल कुटुम्बके भरण-पोषणमें आसक्त 


* यत्र साक्षान्महादेवो देहान्ते स्वयमीश्वरः । व्याचष्टे तारके ब्रह्म तत्रैज ह्यविमुक्तके ॥ 
वरणायास्तथा चास्या मध्ये वाराणसी पुरी | तत्रैन संस्थितं तत्त्व नित्यमेवं विमुक्तकम्‌ ॥ 
वाराणस्याः परं स्थानं न भूतं न भविष्यति। यत्र नारायणो देवो महादेवो दिवोश्वरः ॥ 
महापातकिनो देवि ये तेभ्यः पापकृत्तमाः । वाराणसी समासाद्य ते यान्ति परमो गतिम्‌॥ 


तस्मान्मुमुक्षर्नियतो ससेट्दै 


मरणान्तकम्‌। वारणस्यां महादेवाञ्ञ्चानं लब्ध्वा विमुच्यते ॥ 


(३३।४६, ४९, ५०, ५२-५३) 


३६२ 


* अर्चयस्व हृषीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


रहनेके कारण कभी देवताओं, गौओं तथा अतिथियोंका 
पूजन नहीं किया । कभी थोड़ा-बहुत भी पुण्यका कार्य 
नहीं किया। अतः इस समय भूख-प्याससे व्याकुल 
होनेके कारण मैं हिताहितका ज्ञान खो बैठा हूँ । प्रभो ! 
यदि आप मेरे उद्धारका कोई उपाय जानते हों तो कीजिये । 
आपको नमस्कार है । मैं आपकी झरणमें आया हूँ 
झाङ्कुकर्णने कहा--तुम शीघ्र ही एकाग्रचित्त 
होकर इस कुप्डमें त्रान करो, इससे शीघ्र ही इस घृणित 
योनिसे छुरकारा पा जाओगे। 
दयालु मुनिके इस प्रकार कहनेपर पिशाचने 
त्रिनेत्रधारी देववर भगवान्‌ कपर्दीश्चरका स्मरण किया 
और चित्तको एकाग्र करके उस कुण्डमें गोता लगाया । 
मुनिके समीप गोता लगाते ही उसने पिशाचका शरीर 
त्याग दिया । भगवान्‌ शिवकी कृपासे उसे तत्काल बोध 
प्राप्त हुआ और मुनीश्वरॉका समुदाय उसकी स्तुति करने 
छगा। तत्पश्चात्‌ जहाँ भगवान्‌ शङ्कर विराजते हैं, उस 
त्रयीमय श्रेष्ठ धाममें वह प्रवेश कर गया । पिशाचको इस 
प्रकार मुक्त हुआ देख मुनिको बड़ी प्रसन्नता हुई ! उन्होंने 
मन-ही-मन भगवान्‌ महेश्वरका चिन्तन करके 
'कपर्दीश्चरको प्रणाम किया तथा उनकी इस प्रकार स्तुति 
करने छगे---'भगवन्‌ ! आप जटा-जूट धारण करनेके 
कारण कपर्दी कहलाते हैं; आप परात्पर, सबके रक्षक, 
एक-- अद्वितीय, पुराण-पुरुष, योगेश्वर, ईश्वर, आदित्य 
और अभ्रिरूप तथा कपिल वर्णके वृषभ नन्दीश्वरपर 
आरूढ़ हैं; मैं आपकी शरणमें आया हूँ। आप सबके 
हृदयमें स्थित सारभूत ब्रह्म हैं, हिरण्यमय पुरुष हैं, योगी 
है तथा सबके आदि और अन्त हैं। आप 'रु'-- 
दुःखको दूर करनेवाले हैं, अतः आपको रुद्र कहते हैं; 
आप आकारमें व्यापकरूपसे स्थित, महामुनि, 
जह्मस्वरूप एने परम पवित्र है; मैं आपकी शरणमें आया 
हूँ! आप सहस्रो चरण, सहस्त्रो नेत्र तथा सहस्लों 
मस्तकोंसे युक्त हैं; आपके सहस्रो रूप हैं, आप 
अन्धकारसे परे और चेदोकी भी पहुँचके नाहर हैं, 
कल्याणोत्पादक होनेसे आपको *शम्यु' कहते है, आप 


हिरण्यगर्भ आदि देवताओके स्वामी तथा तीन नेत्रॉसे 
सुशोभित हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। जिनमें इस 
जगतूकी उत्पत्ति और लय होते हैं, जिन शिवस्वरूप 
परमात्माने इस समस्त दृश्य-प्रपञ्चको व्याप्त कर रखा है 
तथा जो वेदॉकी सीमासे भी परे हैं, उन भगवान्‌ दाङ्करको 
प्रणाम करके मैं सदाके लिये उनकी दारणमें आ पड़ा हूँ। 
जो लिङ्गरहित (किसीकी पहचानमें न आनेवाले) 
आलोकशूऱ्य (जिन्हें कोई प्रकाशित नहीं कर सकता 
जो स्वयंप्रकाश हैं), स्वयंप्रभु, चेतनाके स्वामी, एकरूप 
तथा ब्रह्माजीसे भी उत्कृष्ट परमेश्वर हैं; जिनके सिवा 
दूसरी कोई बस्तु है ही नहीं तथा जो वेदसे भी परे हैं, 
उन्हीं आप भगवान्‌ कपर्दीश्चरको मै नमस्कार करता हूँ। 
सबीज समाधिका त्याग करके निर्बीज समाधिको सिद्ध 
कर परमात्मरूप हुए योगीजंन जिसका साक्षात्कार करते 
हैं और जो बेदसे भी परे है, वह आपका ही स्वरूप है; 
मैं आपको सदा प्रणाम करता हूँ। जहाँ नाम आदि 
विशेषणोंकी कल्पना नहीं है, जिनका स्वरूप इन 
चर्म-चक्षुओंका विषय नहीं होता तथा जो स्वयम्भू-- 
कारणहीन तथा वेदसे परे हैं, उन्हीं आप भगवान्‌ शिंवकी 
मैं झारणमें हूँ और सदा आपको प्रणाम करता हूँ। जो 
देहसे रहित, ब्रह्म (व्यापक), विज्ञानमय, भेदशून्य, 
और एक--अद्वितीय है; तथापि बेदवादमें आसक्त 
मनुष्य जिसमें अनेकता देखते हैं, उस आपके वेदातीत 
स्वरूपको मैं नित्य प्रणाम करता हूँ। जिससे प्रकृतिकी 
उत्पत्ति हुई है, स्वयं पुराणपुरुष आप जिसे तेजके रूपमें 
धारण करते हैं, जिसे देवगण सदा नमस्कार करते हैं 
तथा जो आपकी ज्योतिमें सन्निहित है, उस आपके 
स्वरूपभूत बृहत्‌ कालको मैं नमस्कार करता हूँ। मैं 
सदाके लिये कार्तिकेयके स्वामीकी शरण जाता हूँ। 
स्थाणुका आश्रय लेता हूँ, कैलाश पर्वतपर शयन 
करनेवाले पुराणपुरुष शिवकी झारणमें पड़ा हूँ । भगवन्‌ ! 
आप कष्ट हरनेके कारण 'हर' कहलाते हैं, आपके 
मस्तकमें चन्द्रमाका मुकुट शोभा पा रहा है तथा आप 
पिनाक नामसे प्रसिद्ध धनुष धारण करनेवाले है; मैं 


स्वर्गखण्ड ] 


५ पिशाचमोचन कुण्ड एवं कपर्दीश्चरका माहात्य + 


३६३ 


आपकी शरण ग्रहण करता हूँ ।* 

इस प्रकार भगवान्‌ कपदींकी स्तुति करके शङ्कुकर्ण 
अणवका उच्चारण करते हुए पृथ्वीपर दण्डकी भाँति पड़ 
गये । उसी समय शिवस्वरूप उत्कृष्ट लिङ्गका प्रादुर्भाव 
हुआ, जो ज्ञानमय तथा अनन्त आनन्दस्वरूप था। 
आगकी भाँति उससे करोड़ों लपटें निकल रही थों। 
महात्मा शङ्कुकर्ण मुक्त होकर सर्वव्यापी निर्मल 
शिवस्वरूप हो गये और उस बिमल लिङ्गमें समा गये। 
राजन्‌ ! यह मैने तुम्हें कपर्दीका गूढ़ माहात्म्य बतलाया 
है । जो प्रतिदिन इस पापनाशिनी कथाका श्रवण करता 
है, बह निष्पाप एवं शुद्धचित्त होकर भगवान्‌ शिवके 
समीप जाता है। जो प्रातःकाल और मध्याहके समय 
शुद्ध होकर सदा ब्रह्मपार नामक इस महास्तोत्रका पाठ 
करता है, उसे परम योगकी प्राप्ति होती है। 

तदनन्तर गयामें जाकर ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए 
एकाग्रचित्त होकर स्नान करे। भारत ! वहाँ जानेमात्रसे 
मनुष्यको अश्वमेध यज्ञका फल प्राप्त होता है। वहाँ 
अक्षयबट नामका वटवृक्ष है, जो तीनों लोकोंमें विख्यात 
है। राजन्‌! वहाँ पितरोंके लिये जो पिण्डदान किया 
जाता है, वह अक्षय होता है। उसके बाद महानदीमें 
स्नान करके देवताओं और पितरोंका तर्षण करे । इससे 
मनुष्य अक्षय लोकोंको प्राप्त होता तथा अपने कुलका 
भी उद्धार कर देता है। तत्पश्चात्‌ ब्रह्मारण्यमें स्थित 
्रह्मसरकी यात्रा करे । वहाँ जानेसे पुण्डरीक यज्ञका फल 
आप्त होता है। 


राजेद्र! वहाँसे विश्वविख्यात धेनुक-तीर्थको 
अस्थान करे और वहाँ एक रात रहकर तिलकी धेनु दान 
करे। ऐसा करनेवाला पुरुष सब पापोंसे शुद्ध हो निश्चय 
ही सोमलोकर्में जाता है । वहाँ बछडेसहित कपिला गौके 
'पदचिह्न आज भी देखे जाते हैं। उन पदचिहोंमेंसे जल 
लेकर आचमन करनेसे जो कुछ घोर पाप होता है, वह 
नष्ट हो जाता है। वहाँसे गृधवटकी यात्रा करे। वह 
शूलघारी भगवान्‌ शाङ्करका स्थान है। वहाँ झाङ्करजीका 
दर्शन करके भस्म-स्रान करे--सारे अङ्गोंमें भस्म 
लगाये। ऐसा करनेवाला यदि ब्राह्मण हो तो ठसे बारह 
वर्षांतक ब्रत करनेका फल प्राप्त होता है और अन्य 
वर्णके मनुष्योंका सारा पाप नष्ट हो जाता है। तत्पश्चात्‌ 
उदय पर्वतपर जाय । वहाँ सावित्रीके चरणचिह्नोंका दर्शन 
होता है। उस तीर्थमें सन्ध्योपासन करना चाहिये । इससे 
एक ही समयमें बारह वर्षोतक सन्ध्या करनेका फल प्राप्त 
होता है। तत्पश्चात्‌ वहीँ योनिद्वारके पास जाय। वह 
विख्यात स्थान है। उसके पास जानेमात्रसे मनुष्य 
गर्भवासके कष्टसे छुटकारा पा जाता है। राजन्‌! जो 
मनुष्य शुक्त और कृष्ण दोनों पक्षेमें गयामें निवास करता 
है, वह अपने कुलकी सात पीढ़ियोंका उद्धार कर देता 
है--इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है। 

राजन्‌! तत्पश्चात्‌ तीर्थसेवी मनुष्य फल्गु नदीके 
किनारे जाय । वहाँ जानेसे वह अश्वमेध यज्ञका फल 
पाता और परम सिद्धिको आम होता है। तदनन्तर 
एकाग्रचित्त हो धर्मपृष्ठकी यात्रा करे, जहाँ धर्मका 


* कपर्दिमं त्वां परतः परस्ताद्‌ गोप्तारमेकं पुरुषं पुराणम्‌। ब्रजामि योगेश्वरमीशितारमादित्यमग्चि कपिलाधिरूढम्‌॥ 
त्या ब्रह्मसारं हृदि सेनिविष्टै हिरण्मयं योगिनमादिमन्तम्‌। त्रजामि रुद्रे दारणे दिविष्ठं महामुनि अरह्ममयं पचित्रम्‌ ॥ 
'सहस्नपादाक्षिशिरोऽभियुक्तं सहस्जरूपं तमसः परस्तात्‌ | ते ज़ह्पारे प्रणमामि शम्भु हिरण्यगर्भादिपतिं त्रिनेत्रम्‌ ॥ 
यत्र प्रसूतिर्जगतो विनाशो येनावृतं सर्वमिदं झिवेन।तं त्रह्मपारं भगवन्तमीरो प्रणम्य नित्यं शरण प्रपद्ये 
अलिङ्गमालोकविहीनरूपे स्वयप्रभुं चित्पतिमेकरूपम्‌। ते ज्रह्मपारे परमेश्वर त्वां नमस्करिष्ये न यतोऽन्यदस्ति ॥ 
'यै योगिनस्त्यक्तसबीजयोगा लब्ध्वा समाधिं परमात्मभूताः । पञ्यन्ति देवं प्रणतोऽस्मि नित्यं ते ब्रह्मपार भवतः स्वरूपम्‌ ॥ 
न यत्र नामादिविशेषज्षप्तिन संदृशे तिष्ठति यत्स्वरूपम्‌। तै न्रहमपारं प्रणतोऽस्मि नित्यं स्वयम्भुवे त्वा शरणं प्रपद्धे ॥ 
यद्‌ चेदवादाभिरता विदेहे सन्नहमविज्ञानमभेदमेकम्‌। पश्यन्त्यनेके भवतः स्वरूपे ते ब्रह्मपारं अणतोऽस्मि नित्यम्‌ ॥ 
यतः प्रधान पुरुषः पुराणो बिभर्ति तेजः प्रणमन्ति देवाः । नमामि ते ज्योतिषि संनिविष्टं कालं जूहन्तं भवतः स्वरूपम्‌ ॥ 
ब्रजामि नित्यं शरण गुहेशं स्थाणुं प्रपद्ये गिरिशं पुराणम्‌ । शिव प्रपद्ये हरमिन्दुमौलिं पिनाकिने त्वो शरणे ब्रजामि॥ 

(३५ ३४-४३) 


- ~ 


३६४ 


* अर्चयस्व हषीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ « 


{ संक्षिप्त पद्मपुराण 


444६६५५४४४ ४०४५७५७४४३ ७ ३४३७७५७७४७ ३ ०७५७५७३३३४ ३७७७७७ ७७६५७५७७५७ ७६७ ७७७७७७७५७७ ७५ ७७७७७७०७०७ 


नित्य-निवास है । वहाँ धर्मके समीप जानेसे अश्वमेघ 
यज्ञका फल मिलता है । वहाँसे ब्रह्माजीके उत्तम तीर्थको 
प्रस्थान करे और वहाँ पहुँचकर व्रतका पालन करते हुए 
ब्रह्माजीकी पूजा करे। इससे राजसूय और अश्वमेध 
यज्ञॉका फल मिलता है। इसके बाद मणिनाग-तीर्थमें 
जाय। वहाँ सहस्त्र गोदानोंका फल प्राप्त होता है। उस 
तीर्थमे एक रात निवास करनेपर सब पापोंसे छुटकारा 
मिल जाता है । इसके बाद न्रहार्षि गौतमके बनमें जाय । 
वहाँ अहल्याकुण्डमें स्नान करनेसे परम गतिकी प्राप्ति 
होती है। उसके बाद राजर्षि जनकका कूप है, जो 
देवताओंद्वारा भी पूजित है । वहाँ स्रान करके मनुष्य 
विष्णुलोकको प्राप्त कर लेता है। वहाँसे बिनाशन- 
तीर्थको जाय, जो सब पापोंसे मुक्त करनेवाला है। 
बहाँकी यात्रासे मनुष्य अश्वमेध यशका फल पाता और 
सोमलोकको जाता है। तत्पश्चात्‌ सम्पूर्ण तीथेकि जलसे 
प्रकट हुई गण्डकी नदीकी यात्रा करे । नहाँ जानेसे मनुष्य 
वाजपेय यज्ञका फल पाता और सूर्यलोकको जाता है। 
धर्मज्ञ युधिष्ठिर ! बहाँसे धुके तपोवनमें प्रवेश करे । 
महाभाग ! वहाँ जानेसे मनुष्य यक्षलोकमें आनन्दका 
अनुभव करता है। तदनन्तर सिद्धसेवित कर्मदा नदीकी 
यात्रा करे | वहाँ जानेनाला मनुष्य पुण्डरीक यज्ञका फल 
पाता और सोमलोकको जाता है। 
राजा युधिष्टिर ! तत्पश्चात्‌ माहेश्वरी घाराके समीप 
जाना चाहिये। वहाँ यात्रीको अश्वमेध यज्ञका फल 
मिलता है और वह अपने कुलका उद्धार कर देता है। 
देवपुष्करिणी-तीर्थमें जाकर स्त्रानसे पवित्र हुआ मनुष्य 
कभी दुर्गतिमें नहीं पड़ता और वाजपेय यज्ञका फल 
पाता है। इसके बाद ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए 
एकाग्रचित्त हो माहेश्वर पदकी यात्रा करे। वहाँ स्नान 
करनेसे अश्वमेध यज्ञका फल मिलता है। भरतश्रेष्ठ ! 
माहेश्वर पदमें एक करोड़ तीर्थ सुने गये हैं; उनमें स्नान 
करना चाहिये, इससे पुण्डरीक यज्ञके फल और विष्णु- 
लोककी प्राप्ति होती है, तदनन्तर भगवान्‌ नारायणके 
स्थानको जाना चाहिये, जहाँ सदा ही भगवान्‌ श्रीहरि 
निवास करते हैं। ब्रह्मा आदि देवता, तपोधन ऋषि, 


बारहों आदित्य, आठों वसु और म्यारहों रुद्र वहाँ 
उपस्थित होकर भगवान्‌ जनार्दनकी उपासना करते हैं। 
वहाँ अद्धुतकर्मा भगवान्‌ विष्णुका विग्रह शालग्रामके 
नामसे विख्यात है, उस तीर्थमें अपनी महिमासे कभी 
च्युत न होनेवाले और भक्तोंको वर प्रदान करनेवाले 
त्रिलोकीपति श्रीविष्णुका दर्शन करनेसे मनुष्य विष्णु- 
लोकको प्राप्त होता है। वहाँ एक कुआँ है, जो सब 
पापोंको हरनेवाला है। उसमें सदा चारों समुद्रोंके जल 
मौजूद रहते हैं । वहाँ सान करनेसे मनुष्य कभी दुर्गतिमें 
नहीं पड़ता और अविनाशी एवं महान्‌ देवता बरदायक 
बिष्णुके पास पहुँचकर तीनों ऋणोंसे मुक्त हो चन्द्रमाकी 
भाँति शोभा पाता है । जातिस्मर-तीर्थमें स्नान करके पवित्र 
एवं शुद्धचित्त हुआ मनुष्य पूर्वजन्मके स्मरणकी शक्ति 
आप्त करता है । चटेश्वरपुरमें जाकर उपवासपूर्वक भगवान्‌ 
केशबकी पूजा करनेसे मनुष्य मनोवाच्छित लोकोंको प्राप्त 
होता है। तत्पश्चात्‌ सन पापॉसे छुटकारा दिलानेबाले 
खामन-तीर्थमें जाकर भगवान्‌ श्रीहरिको प्रणाम करनेसे 
मनुष्य कभी दुर्गीतिको नहीं प्राप्त होता । भरतका आश्रम 
भी सन पापॉको दूर करनेवाला है। वहाँ जाकर 
महापातकनाशिनी कौशिकी (कोसी) नदीका सेवन 
करना चाहिये। ऐसा करनेवाला मानव राजसूय यज्ञका 
फल पाता है। 
तदनन्तर परम उत्तम चम्पकारण्य (चम्पारन) की 
यात्रा करे! वहाँ एक रात उपवास करनेसे मनुष्य सह 
गोदानोका फल पाता है। तत्पश्चात्‌ कन्यासंवेद्य नामक 
तीर्थमें जाकर नियमसे रहे और नियमानुकूल भोजन 
करे। इससे प्रजापति मनुके लोकोंकी प्राप्ति होती है। जो 
कन्यातीर्थमें थोड़ा-सा भी दान करते हैं, उनका वह दान 
अक्षय होता है । निष्ठावास नामक तीर्थमें जानेसे मनुष्य 
अश्वमेध यज्ञका फल पाता और विष्णुलोकको जाता है। 
नरश्रेष्ठ ! जो मनुष्य निष्ठाके सङ्गममें दान करते हैं, वे 
रोग-शोकसे रहित ब्रह्मलोकमें जाते हैं । निष्ठा-सङ्गमपर 
महर्षि बसिष्ठका आश्रम है। देवकूट-तीर्थकी यात्रा 
करनेसे मनुष्य अश्वमेध यज्ञका फल पाता और अपने 
कुलका उद्धार कर देता है। बहाँसे कौशिक मुनिके 


स्वर्गखण्ड ] 


* पिशाचमोखन कुण्ड एवं कपर्दीश्चरका माहात्म्य + 


३६५ 


कुण्डपर जाना चाहिये, जहाँ कुशिक गोत्रमें उत्पन्न महर्षि 
विश्वामित्रने परम सिद्धि प्राप्त की थी। भरतश्रेष्ठ ! वहाँ 
धीर पुरुषको कौशिकी मदीके तटपर एक मासतक 
निवास करना चाहिये । एक ही मासमें वहाँ अश्वमेध 
यज्ञका पुण्य प्राप्त हो जाता है । कालिका-सङ्गम एवे 
कौशिकी तथा अरुणाके सङ्गममें स्नान करके तीन 
रातेतक उपवास करनेवाला विद्वान्‌ सब पापोंसे मुक्त हो 
जाता है । सकृन्रदी नामक तीर्थमें जानेसे द्विज कृतार्थ हो 
जाता है तथा सब पापोंसे शुद्ध हो स्वर्गलोकको प्राप्त 
होता है। मुनिजनसेवित औद्यानक-तीर्थमें जाकर स्नान 
करना चाहिये; इससे सब पाप छूट आते हैं। 
तदनन्तर चम्पापुरीमें जाकर गङ्गाजोके तटपर तर्षण 
करना चाहिये। बहाँसे दण्डार्पणमें जाकर मनुष्य सहस्र 
गोदानोंका फल प्राप्त करता है । तदनन्तर संध्यामें जाकर 
सद्विद्या नामक उत्तम तीर्थमें सतरान करनेसे मनुष्य विद्वान्‌ 
होता है। उसके बाद गङ्गा-सागर-संगममें स्नान करना 
चाहिये। इससे विद्वान्‌ लोग दस अश्वमेध यज्ञोंके 
'फलकी प्राप्ति बतलाते हैं । तत्पश्चात्‌ पाप दूर करनेवाली 
चैतरणी नदीमें जाकर विरज-तीर्थमें स्नान करे; इससे 
मनुष्य चन्द्रमाकी भाँति शोभा पाता है। प्रभाव क्षेत्रके 
भीतर कुल नामक तीर्थमें जाकर मनुष्य सब पापोंसे छूट 
जाता है तथा सहस्र गोदानोंका फल पाकर अपने 
कुलका भी उद्धार कर देता है। सोन नदी और 
ज्योतिरथीके सङ्गमपर निवास करनेवाला पवित्र मनुष्य 
देवताओं और पितरेंका तर्पण करके अग्निष्टोम यज्ञका 
फल प्राप्त करता है । सोन और नर्मदाके उद्राम-स्थानपर 
बंशगुल्म-तीर्थमें आचमन करके मनुष्य अश्वमेध यज्ञका 
फल प्राप्त करता है। कोशलाके तटपर ऋषभ-तीर्थमें 
जाकर तीन रात उपबास करनेवाला मनुष्य अश्वमेध 


यज्ञका फल पाता है। कोशलाके किनारे कालतीर्थमें 
जाकर स्त्रान करे तो ग्यारह बैल दान करनेका पुण्य प्राप्त 
होता है। पुष्पवतीमें स्नान करके तीन रात उपवास 
करनेवाला मनुष्य सहस्र गोदानोंका फल पाता और 
अपने कुलका भी उद्धार कर देता है। तदनन्तर जहाँ 
परशुरामजी निवास करते हैं, उस महेन्द्र पर्वतपर जाकर 
रामतीर्थमें स्नान करनेसे मनुष्य अश्वमेध यज्ञका फल 
पाता है | वहीं मतङ्गका क्षेत्र है, जहाँ स्नान करनेसे सहस्र 
गोदानोंका फल मिलता है। उसके बाद श्रीपर्वतपर 
जाकर नदीके किनारे स्त्रान करे। वहाँ देवहदमें स्नान 
करनेसे मनुष्य पवित्र एवं शुद्धचित्त हो अश्वमेध यज्ञका 
फल पाता और परम सिद्धिको प्राप्त होता है। तदनन्तर 
कावेरी नदीकी यात्रा करे । वहाँ स्नान करके मनुष्य सहस्र 
गोदानोंका फल पाता है । वहाँसे आगे समुद्रके तटवर्ती 
तीर्थमें, जिसे कन्यातीर्थ कहते हैं, जाकर स्त्रान करे । वहाँ 
स्नान करनेसे मनुष्य सब पापॉसे मुक्त हो जाता है। 
तदनन्तर समुद्र-मध्यवर्ती गोकर्णतीर्थमें जा भगवान्‌ 
शंकरकी पूजा करके तीन रात उपवास करनेवाला मनुष्य 
दस अश्वमेध यज्ञोंका फल पाता और गणपति पदको 
प्राप्त होता है। बारह राततक वहाँ उपवास करनेवाला 
मनुष्य कृतार्थ हो जाता है--उसे कुछ भी पाना शेष नहीं 
रहता। उसी तीर्थमें गायत्री देवीका भी स्थान है, जहाँ 
तीन रात उपवास करनेवालेको सहस्र गोदामका फल 
मिळता है। तत्पश्चात्‌ सदा सिद्ध पुरुषोंद्दार सेवित 
गोदावरीकी यात्रा करनेसे मनुष्य गवामय यज्ञका फल 
पाता और वायुखेकको जाता है। वेणाके सङ्गममें 
स्नान करनेसे वाजपेय यज्ञका फल प्राप्त होता है 
और बरदा-सङ्गममें नहानेसे सहस्र गोदानका फल 
मिळता है। 


क डर लललग 


३६६ 


४८-४५४५३४०५५४५ १५५७४३४७५० ५५ ७४४७५४५५४३ ४३३ ७५७७७७७४७७ nee npnes 90४०५५५०००१०० *७५०५५५००५०५०५५५०५४३४४५. 


* अर्चयस्व हषीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


ब्रह्मस्थूणा आदि तीर्थो तथा त्रयागकी महिमा; इस घ्रसङ्गके पाठका माहात्म्य 


नारदजी कहते हैं--युधिष्ठिर ! ब्रहमस्थूणा नामक 
तीर्थमें जाकर तीन राततक उपवास करनेवाला मनुष्य 
सहस्र गोदानोंका फल पाता और स्वर्गलोकको जाता है । 
कुन्ना-वनमें जाकर ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए 
एकाग्रचित्त हो स्नान करके तीन रात उपवास 
करनेवालेको सहस्त्र गोदानोंका फल मिलता हैं। इसके 
बाद देवहदमें जहाँसे कृष्णवेणा नदी निकलती है, त्रान 
करे। फिर ज्योतिर्मात्र (जातिमात्र) हृदमें तथा 
कन्याश्रममें स्त्रान करे। कन्याश्रममें जानेमात्रसे सौ 
अग्निष्टोम यज्ञोंका फल मिलता है। सर्वदेबहृदमें स्त्रान 
करनेसे सहस्र गोदानोंका फल प्राप्त होता है तथा 
जातिमात्र हृदमें नहानेसे मनुष्यको पूर्वजन्मका स्मरण हो 
जाता है । इसके बाद परम पुण्यमयी वाणी तथा नदियोंमें 
श्रेष्ठ पयोष्णी (मन्दाकिनी) में जाकर देवताओं तथा 
पितरोंका पूजन करनेवाला मनुष्य सहस्र गोदानोका फल 
पाता है। 
महाराज ! तदनन्तर, दण्डकारण्यमें जाकर 
गोदावरीमें स्रान करना चाहिये । वहाँ शरभङ्ग मुनि तथा 
महात्मा झुकके आश्रमकी यात्रा करनेसे मनुष्य कभी 
दुर्गतिमें नहीं पड़ता और अपने कुलको पवित्र कर देता 
है। तत्पश्चात्‌ सप्तगोदाबरीमें स्नान करके नियमोंका पाऊन 
करते हुए नियमानुकूल भोजन करनेवाला पुरुष महान्‌ 
पुण्यको प्राप्त होता और देबलोकको जाता है। बहाँसे 
देवपथकी यात्रा करे । इससे मानव देवसत्रका पुण्य प्राप्त 
कर लेता है। तुम्नक्तारण्यमें जाकर ब्रह्मचर्यका पालन 
करते हुए जितेन्द्रिय भालसे रहे । युधिष्ठिर ! तुन्नेकारण्यमें 
प्रवेश करनेवाले पुरुष अथवा स्वीका सारा पाप तत्काल 
नष्ट हो जाता है। धीर पुरुषको उचित है कि वह 
नियमोंका पालन तथा नियमानुकूल भोजन करते हुए 
एक मासतक वहाँ निवास करे । इससे वह अह्ालोकको 
जाता और अपने कुलको भी पवित्र कर देता है। 
मैधा-वनमें जाकर देवताओं और पितरोंका तर्पण करना 
चाहिये । इससे अग्निष्टोम यज्ञका फल मिलता तथा 


स्मरणशक्ति और मेधाकी प्राप्ति होती है । वहीं कालझर- 
तीर्थमें जानेसे सहस्र गोदानोंका फल मिलता है। 
महाराज! तत्पश्चात्‌ पर्नतश्रेष्ठ चित्रकूटपर 
मन्दाकिनी नदीकी यात्रा करे। वह सब पापॉको दूर 
करनेवाली है । उसमें स्नान करके देवताओं तथा पितरोंके 
पूजनमें तत्पर रहनेवाला मनुष्य अश्वमेध यज्ञका फल 
पाता और परम गतिको प्राप्त होता है । खहाँसे परम उत्तम 
भर्तृस्थान नामक तीर्थमें जाना चाहिये । वहाँ जानेमात्रसे 
ही मनुष्यको सिद्धि प्राप्त होती है। उस तीर्थकी प्रदक्षिणा 
करके शिवस्थानकी यात्रा करनी चाहिये। वहाँ एक 
विख्यात कूप है, जिसमें चारों समुद्रोंका निवास है । वहाँ 
स्त्रान करके उस कूपकी प्रदक्षिणा करे; इससे पवित्र हुआ 
जितात्मा पुरुष परम गतिको प्राप्त होता है। तदनन्तर, 
महान्‌ शृङ्गवेरपुरकी यात्रा करे । वहाँ गड्कामें स्वान करके 
ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए इन्द्रियोंको संयममें 
रखनेवाले पुरुषके पाप धुल जाते हैं और नह बाजपेय 
यज्ञका फल पाता है | बहाँसे परम बुद्धिमान्‌ भगवान्‌ 
शङ्करके मुञवट नामक स्थानकी यात्रा करे! वहाँ जाकर 
महादेवजीकी पूजा और प्रदक्षिणा करनेसे मनुष्य 
'गणपति-पदको प्राप्त होता है । 
इसके बाद ऋषियोंद्वारा प्रशंसित प्रयागतीर्थकी 
यात्रा करे, जहाँ ब्रह्माजीके साथ साक्षात्‌ भगवान्‌ माधव 
विराजमान हैं । गङ्गा सब तीथेकि साथ प्रयागमें आयी हैं 
और वहाँ तीनों त्नेकोमें विख्यात तथा सम्पूर्ण जगत्को 
पित्र करनेवाली सूर्यनन्दिनी यमुना गङ्गाजीके साथ 
मिली हैं। गङ्गा और यमुनाके बीचकी भूमि पृथ्वीका 
जघन (करिसे नीचेका भाग) मानी गयी है । और प्रयाग 
जघनके बीचका उपस्थ भाग है, ऐसी ऋषियोंकी मान्यता 
है। वहाँ प्रयाग, उत्तम प्रतिष्ठानपुर (झूसी), कम्बल 
और अश्वतर नामक नागोंका स्थान, भोगवतीतोर्थ तथा 
अजापतिकी वेदी आदि पवित्र स्थान बताये गये हैं । वहाँ 
यज्ञ और वेद मूर्तिमान्‌ होकर रहते हैं । ्यागसे बढ़कर 
पवित्र तीर्थ तीनों लोकोमिं नहीं है । प्रयाग अपने प्रभावके 


स्वर्गखण्ड ] 


* ब्रह्मस्थूणा आदि तीर्थो तथा प्रयागकी महिमा; इस प्रसङ्गके पाठका माहात्म्य + 


३६७ 


कारण सब तीर्थाँसे बढ़कर है। प्रयागतीर्थके नामको 
सुनने, कीर्तन करने तथा उसे मस्तक झुकानेसे भी मनुष्य 
सब पापोंसे मुक्त हो जाता है । जो उत्तम ब्रतका पालन 
करते हुए वहाँ संगममें स्नान करता है, उसे महान्‌ 
पुण्यकी प्राप्ति होती है; क्योंकि प्रयाग देवताओंकी भी 
यज्ञभूमि है। वहाँ थोड़ेसे दानका भी महान्‌ फल होता 
है। कुरुनन्दन ! प्रयागमें साठ करोड़ और दस हजार 
तीर्थोका निवास बताया गया है | चारों विद्याओंके 
अध्ययनसे जो पुण्य होता है तथा सत्यवादी पुरुषोंको 
जिस पुण्यकी प्राप्ति होती है, वह वहाँ गङ्गा- 
अमुना-संगममें स्नान करनेसे ही मिल जाता है । ्यागमें 
भोगवती नामक उत्तम बावली है जो वासुकि नागका 
उत्तम स्थान माना गया है । जो वहाँ स्रान करता है, उसे 
अश्वमेध यज्ञका फल मिलता है। वहाँ हंसप्रपतन तथा 
दशाश्चमेघ नामक तीर्थ हैं। गङ्गामे कहीं भी स्नान 
करनेपर कुरुक्षेत्रमें स्नान करनेके समान पुण्य होता है । 
गङ्गाजीका जल सारे पापोंको उसी प्रकार भस्म कर 
देता है, जैसे आग रूईके ढेरको जला डालती है। 
सत्ययुगमें सभी तीर्थ, त्रेतामें पुष्कर, द्वापरमें कुरुक्षेत्र 
तथा कलियुगमें गङ्गा ही सबसे पवित्र तीर्थ मानी गयी 
हैं। पुष्करमें तपस्या करे, महालयमें दान दे और 
भृगु-तुङ्गपर उपवास करे तो विशेष पुण्य होता है । किन्तु 
पुष्कर, कुरुक्षेत्र और गङ्गाके जलमें स्नान करनेमात्रसे 
प्राणी अपनी सात पहलेकी तथा सात पीछेकी पीढ़ियोंको 
भी तत्काल ही तार देता है! गङ्गाजी नाम लेनेमात्रसे 
पापोंको धो देती हैं, दर्शन करनेपर कल्याण प्रदान करती 
हैं तथा स्नान करने और जल पीनेपर सात पोढ़ियोंतकको 
पवित्र कर देती हैं। राजन्‌ ! जबतक मनुष्यकी हड्डीका 
गङ्गाजलसे स्पर्श बना रहता है, तबतक वह पुरुष 
स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठित रहता है । ब्रह्माजीका कथन है कि 


गङ्गाके समान तीर्थ, श्रीविष्णुसे बढ़कर देवता तथा 
ब्राह्मणोंसे बढ़कर पुज्य कोई नहीं है। महाराज ! जहाँ 
गङ्गा बहती हैं, वहाँ उनके किनारेपर जो-जो देश और 
तपोवन होते हैं, उन्हें सिद्ध क्षेत्र समझना चाहिये ।* 

जो मनुष्य प्रतिदिन तीथेंकि इस पुण्य-प्रसङ्गका 
श्रवण करता है, वह सदा पवित्र होकर स्वर्गलोकमें 
आनन्दका अनुभव करता है तथा उसे अनेकों जन्मोंकी 
बातें याद आ जाती हैं। जहाँकी यात्रा की जा सकती है 
और जहाँ जाना असम्भव है, उन सभी प्रकारके तीर्थोका 
मैंने वर्णन किया है। यदि प्रत्यक्ष सम्भव न हो तो 
मानसिक इच्छाके द्वारा भी इन सभी तीर्थोकी यात्रा करनी 
चाहिये । पुण्यकी इच्छा रखनेवाले देवोपम ऋषियोंने भी 
इन तीर्थोका आश्रय लिया है। 

खसिष्ठ मुनि खोले- राजा दिलीप! तुम भी 
उपर्युक्त विधिके अनुसार मनको बशमेँ करके तीर्थोंकी 
यात्रा करो; क्योंकि पुण्य पुण्यसे ही बढ्ता है । पहलेके 
बने हुए कारणोंसे, आस्तिकतासे और श्रुतियोंको देखनेसे 
शिष्ट पुरुषोंके मार्गपर चलनेबाले सज्जनोंको उन तीथाँकी 
प्राप्ति होती है। 

नारदजी कहते हैं--राजा युधिष्ठिर ! इस प्रकार 
दिलीपको तीर्थौकी महिमा बताकर मुनि वसिष्ठ उनसे 
विदा ले प्रातःकाल प्रसन्न हृदयसे वहीं अन्तर्धान हो 
गये। राजा दिलीपने शास्त्रॉके तात्त्विक अर्थका ज्ञान हो 
जाने और वसिष्ठजीके कहनेसे सारी पृथ्वीपर तीर्थ- 
यात्राके लिये भ्रमण किया। महाभाग ! इस प्रकार सब 
पापोंसे छुडानेबाली यह परमपुण्यमयी तीर्थयात्रा 
अतिष्ठानपुर (झूसी)में आकर अतिष्ठितं--समाप्त होती 
है। जो मनुष्य इस विधिसे पृथ्वीकी परिक्रमा करेगा, वह 
मृत्युके पश्चात्‌ सौ अश्वमेध यज्ञॉका फल प्राप्त करेगा, 
युधिष्ठिर ! तुम ऋषियोंको भी साथ ले जाओगे, इसलिये 


+ पुनाति कीर्तिता पापं दृष्टा भद्रे प्रयच्छति । अवगाढा च पीता च पुनात्यासप्तमं कुलम्‌ ॥ 
याबदस्थि मनुष्यस्य गङ्गायाः स्पृशते जलम्‌ । तावत्स पुरुषो राजन्‌ स्वर्गलोके महीयते ॥ 
न गङ्गासदृरं तीर्थं न देवः केरावात्परः । बराह्मणेभ्यः परे नास्ति एकमाह पितामहः ॥ 
यत्र गङ्गा महाराज स देशस्तत्तपोवनम्‌। सिद्धक्षेत्रे च विज्ञेयं गङ्गातीरसमाश्रितम्‌ ॥ 


(स्वर्गः ३९ । ८६-८७, ८९-९०) 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


तुम्हें औरोंकी अपेक्षा आठगुना फल होगा। 

सूतजी कहते है--समस्त तीथेकि वर्णनसे 
सम्बन्ध रखनेवाले देवर्षि नारदके इस चरित्रका जो सबेरे 
उठकर पाठ करता है, वह सब पापोंसे मुक्त हो जाता है । 
नारदजीने यह भी कहा--'राजन्‌ ! वाल्मीकि, कश्यप, 
आत्रेय, कौण्डिन्य, विश्वामित्र, गौतम| असित, देवल, 
मार्कण्डेय, गालव, भरद्वाज-शिष्य उद्दालक मुनि, 
शौनक, पुत्रसहित महान्‌ तपस्वी व्यास, मुनिश्रेष्ठ दुर्वासा 


और महातपस्वी जाबालि--इन सभी तपस्वी ऋषियोंकी 
तुम प्रतीक्षा करो तथा इन सबको साथ लेकर उपर्युक्त 
तीर्थोको यात्रा करो ।' राजा युधिष्ठिरसे यों कहकर देवर्षि 
नारद उनसे विदा ले वहीं अन्तर्धान हो गये | तत्पश्चात्‌ 
उत्तम त्रतका पालन करनेवाले धर्मात्मा युधिष्ठिरने बड़े 
आदरके साथ समस्त तीर्थोंकी यात्रा की । ऋषियो ! मेरी 
कही हुई इस तीर्थयात्राकी कथाका जो पाठ या श्रवण 
करता है, बह सब पातकोंसे मुक्त हो जाता है । 


— + — 


मार्कण्डेयजी तथा श्रीकृष्णका युधिष्ठिरको प्रयागकी महिमा सुनाना 


सूतजी कहते हैं-महर्षियो ! पापराशिका 
निवारण करनेके लिये तीर्थोकी महिमाका श्रवण श्रेष्ठ है 
तथा तीर्थॉका सेवन भी प्रशस्त है। जो मनुष्य प्रतिदिन 
यह- कहता है कि मैं तोर्थोमे निवास करूँ और तीथोंमें 
खान करूँ, वह परमपदको प्राप्त होता है । तीर्थोकी चर्चा 
करनेमात्रसे उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं; अतः तीर्थ 
धन्य हैं। तीर्थसेवी पुरुषोंके द्वारा जगत्कर्ता भगवान्‌ 
नारायणका सेवन होता है। ब्राह्मण, तुलसी, पीपल, 
तीर्थसमुदाय तथा परमेश्वर श्रोविष्णु--ये सदा ही 
मनुष्योंके लिये सेव्य हैं।* पीपल, तुलसी, गौ तथा 
सूर्यकी परिक्रमा करनेसे मनुष्य सब तीर्थोका फल पाकर 
विष्णुलोकमें प्रतिष्ठित होता है ।† इसलिये विद्वान्‌ पुरुष 
निश्चय ही पुण्य-तीर्थोका सेबन करे । 
ऋषि खोले--सूतजी ! हमने माहात्यसहित 
समस्त तीथोंका श्रवण किया; किन्तु आपने प्रयागकी 
महिमाको पहले थोड़ेमें बताया है, उसे हमलोग 
विस्तारके साथ सुनना चाहते हैं। अतः आप कृपापूर्वक 
उसका वर्णन कीजिये। 
सूतजी बोले--महर्षियो ! बड़े हर्षकी बात है। 
मैं अवश्य ही प्रयागकी महिमाका वर्णन करूँगा। 


पूर्वकालमें महाभारत-युद्ध समाप्त हो जानेपर जब 
कुन्तीनन्दन थुधिष्ठिरको अपना राज्य प्राप्त हो गया, उस 
समय मार्कण्डेयजीने पाण्डुकुमारसे प्रयागकी महिमाका 
जो वर्णन किया था, वही प्रसङ्ग मैं आपलोगोंको सुनाता 
हूँ। राज्य प्राप्त हो जानेपर कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरको बारबार 
चिन्ता होने लगी ! उन्होंने सोचा--'राजा दुर्योधन ग्यारह 
अक्षौहिणी सेनाका स्वामी था। उसने हमलोगोंको 
अनेकों बार कष्ट पहुँचाया | किन्तु अब बे सब-के-सब 
मौतके मुँहमें चले गये। भगवान्‌ वासुदेवका आश्रय 
लेनेके कारण हम पाँच पाण्डव शेष रह गये हैं। 
द्रोणाचार्य, भीष्म, महाबली कर्ण, भ्राता और पुत्रोंसहित 
राजा दुर्योधन तथा अन्यान्य जितने वीर राजा मारे गये हैं 
उन सबके बिना यह राज्य, भोग अथवा जीवन लेकर 
क्या करना है । हाय ! धिक्कार है, इस सुखको; मेरे लिये 
यह प्रसङ्ग बड़ा कष्टदायक है।' यह विचारकर राजा 
व्याकुल हो उठे | वे उत्साहहीन होकर नीचे मुँह किये 
बैठे रहते थे । उन्हें बारंबार इस बातकी चिन्ता होने लगी 
कि “अब मैं किस योग, नियम एवं तीर्थका सेवन करूँ, 
जिससे महापातकोंकी रारिसे मुझे शीघ्र ही छुटकारा 
मिले । कौन-सा ऐसा तीर्थ है, जहाँ स्नान करके मनुष्य 


# ब्राह्मणस्तुलसी चैव अश्वत्यस्तीर्थसंचयः । विष्णुश्च परमेञ्ञानः सेव्य एव नृभिः सदा ॥ (४०।६) 
7 अधत्थस्य घुलस्याश्च गवा सूर्यात्‌ प्रदक्षिणात्‌ । सर्वतीर्थफलं प्राप्य विष्णुलोके महीयते॥ (४०।९) 


स्वर्गखण्ड ] 


+ मार्कण्डेयजी तथा श्रीकृष्णका युधिषिरको प्रयागकी महिमा सुनाना + 


922022224£0200202450:00-402002:940099002:9:98:०७७०९७०७:७००३-००७७७०००९१३:६००-००००००-३०००००००७००००५७१०-९००-३:३६०-३०००-०७००-०००२७-०००-. 


परम उत्तम विष्णुलोकको प्राप्त होता है ?' इस प्रकार 
सोचते हुए धर्मपुत्र युधिष्ठिर अत्यन्त विकल हो गये। 
उस समय महातपस्वी मार्कण्डेयजी काशीमें थे। 
उन्हें युधिष्ठिरकी अवस्थाका ज्ञान हो गया; इसलिये ये 
तुरंत ही हस्तिनापुरमें जा पहुँचे और राजमहलके द्वारपर 
खड़े हो गये। द्वारपालने जब उन्हें देखा तो शीघ्र ही 
महाराजके पास जाकर कहा--'राजन्‌ ! मार्कण्डेय मुनि 
आपसे मिलनेके लिये आये हैं और द्वारपर खड़े हैं।' यह 


समाचार सुनते ही धर्मपुत्र युधिष्ठिर तुरंत राजद्वारपर आ 
पहुँचे और उनके शरणागत होकर बोले--'महामुने ! 
आपका स्वागत है । महाप्राज्ञ ! आपका स्वागत हे । आज 
मेरा जन्म सफल हुआ । आज मेरा कुल पवित्र हो गया । 
आज आपका दर्शन होनेसे मेरे पितर तृप्त हो गये ।' यों 
कहकर युधिष्ठिरने मुनिको सिंहासनपर बिठाया और पैर 
धोकर पूजन-साम्रियॉसे उनकी पूजा की। तब 
मार्कण्डेयजीने कहा-- “राजन्‌ ! तुम व्याकुल क्यों हो रहे 
हो? मेरे सामने अपना मनोभाव प्रकट करो ।' 
युधिष्ठिर बोळे--महामुने ! राज्यके लिये 
हमलोगोंकी ओरसे जो बर्ताव हुआ है, उस सारे 


असङ्गको जानकर ही आप यहाँ पधारे हैं [फिर आपसे 
क्या कहना है] । 

मार्कण्डेयजीने कहा--महाबाहो ! सुनो-- 
जहाँ घर्मकी व्यवस्था है, उस शाखमें संग्राममें युद्ध 
करनेवाले किसी भी बुद्धिमान्‌ पुरुषके लिये पापकी बात 
नहीं देखी गयी है। फिर विशेषतः क्षत्रियके लिये जो 
राजघर्मके अनुसार युद्धमें प्रवृत्त हुआ है, पापकी 
आशङ्का कैसे हो सकती है। अतः इस बातको हृदयमें 
रखकर पापकी चिन्ता नहीं करनी चाहिये। महाभाग 
युधिष्ठिर ! तुम तीर्थकी बात जानना चाहते हो तो 
सुनो--पुण्य-कर्म करनेवाले मनुष्योंके लिये प्रयागकी 
यात्रा करना सर्वश्रेष्ठ है। 

युधिष्ठिरने पूछा--भगवन्‌ ! मैं यह सुनना 
चाहता हूँ कि प्रयागकी यात्रा कैसे को जाती है, वहाँ 
कैसा पुण्य होता है, प्रयागमें जिनकी मृत्यु होती है, 
उनकी क्या गति होती है तथा जो वहाँ स्नान और निवास 
करते हैं, उन्हें किस फलकी प्राप्ति होती है। ये सब बातें 
बताइये । मेरै मनमें इन्हें सुननेके लिये बड़ी उत्कण्ठा है। 

मार्कण्डेयजीने कहा--वत्स ! पूर्वकालमें 
ऋषियों और ब्राह्मणोंके मुँहसे जो कुछ मैंने सुना है, वह 
अयागका फल तुम्हें बताता हूँ। प्रयागसे लेकर 
्रतिष्ठानपुर (झूसी), तक धर्मकी हदसे लेकर वासुकि- 
हृदतक तथा कम्बल और अश्वतर नागोंके स्थान एने 
बहुमूलिक नामवाले नागोंका स्थान--यह सब 
अजापतिका क्षेत्र है, जो तीनों लोकॉर्मे विख्यात है । वहाँ 
स्त्रान करनेसे मनुष्य स्वर्गलोकमें जाते हैं और जिनकी 
वहाँ मृत्यु होती है, वे फिर जन्म नहीं लेते। प्रयागमे ब्रह्मा 
आदि देवता एकत्रित होकर आणियोंकी रक्षा करते हैं। 
वहाँ और भी बहुत-से तीर्थ हैं, जो सब पापोंको 
हरनेवारे तथा कल्याणकारी हैं। उनका कई सौ वर्षोंमे 
भी वर्णन नहीं किया जा सकता । स्वयं इन्द्र विशेषरूपसे 
प्रयागतीर्थकी रक्षा करते हैं तथा भगवान्‌ विष्णु 
देवताओकि साथ प्रयागके सर्वमान्य मण्डलकी रक्षा, 
करते हैं। हाथमें शूल लिये हुए भगवान्‌ महेश्वर प्रतिदिन 
वहाँके वटवृक्ष (अक्षयवट) की रक्षा करते हैं तथा 


३७० 


* अर्चयस्व हृषीके यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


१ संक्षिप्त पद्मपुराण 


देवता समूचे तीर्थस्थानको रक्षामें रहते हैं। वह स्थान 
सब पापॉको हरनेवाला और शुभ है। जो प्रयागका 
स्मरण करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। उस 
तीर्थके दर्शन और नाम-कीर्तनसे तथा बहाँकी मिट्टी प्राप्त 
करनेसे भी मनुष्य पापमुक्त हो जाता है। महाराज ! 
प्रयागमें पाँच कुण्ड हैं, जिनके बीचसे होकर गङ्गाजी 
बहती हैं। प्रयागमें प्रवेश करनेवाले मनुष्यका पाप 
तत्काल नष्ट हो जाता है । जो मनुष्य सहस्रो योजन दूरसे 
भी गङ्गाजीका स्मरण करता है, वह पापाचारी होनेपर भी 
परमगतिको प्राप्त होता है। मनुष्य गङ्गाका नाम लेनेसे 
पापमुक्त होता है, दर्शन करनेसे कल्याणका दर्शन करता 
है तथा स्नान करने और जल पीनेसे अपने कुलको सात 
पीढ़ियोंको पवित्र कर देता है । जो सत्यवादी, क्रोधजयी, 
अहिंसा-धर्ममें स्थित, धर्मानुगामी, तत्त्वज्ञ तथा गौ और 
ब्राह्मणोके हितमें तत्पर होकर गङ्गा-यमुनाके नीचमें स्त्रान 
करता है, वह सारे पापॉसे छूट जाता है तथा मन-चीते 
समस्त भोगोंको पूर्णरूपसे प्राप्त कर लेता है।* 

_ तत्पश्चात्‌ सम्पूर्ण देवताओंसे रक्षित भ्रयागमें जाकर 
बरह्मचर्यका पालन करते हुए एक मासतक निवास करे 
और देवताओं तथा पितरोंका तर्पण करे। इससे मनुष्य 
मनोवाञ्छित पदार्थोंको प्राप्त करता है। युधिष्ठिर ! 
अयागमें साक्षात्‌ भगवान्‌ महेश्वर सदा निवास करते हैं। 
वह परम पावन तीर्थ मनुष्योंके लिये दुर्लभ है । राजेन्द्र ! 
देवता, दानव, गन्धर्व, ऋषि, सिद्ध और चारण वहाँ 
स्नान करके स्वर्गलोकमें जा सुख भोगते हैं। 

अयागमें जानेवाला मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो 
जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मनुष्य अपने 
देशमें हो या अनमें, विदेशमें हो या घरमें, जो प्रयागका 
स्मरण करते हुए मृत्युको प्राप्त होता है, वह ब्रह्मलोकमें 
जाता हैं--यह श्रेष्ठ ऋषियोंका कथन है । जो मन, वाणी 
तथा क्रियाद्वारा सत्यधर्ममें स्थित हो गङ्गा-यमुनाके 


बीचकी भूमिमें दान देता है, वह सद्गतिको प्राप्त होता 
है। जो अपने कार्यके लिये या पितुकार्यके लिये अथवा 
देवताकी पूजाके लिये प्रयागमें सुवर्ण, मणि, मोती 
अथवा घान्यका दान ग्रहण करता है, उसका तीर्थ-सेबन 
व्यर्थ होता है; वह जबतक दूसरेका द्रव्य भोगता है, 
'तबतक उसके तीर्थ-सेबनका कोई फल नहीं है। 

अतः इस प्रकार तीर्थ अथवा पवित्र मन्दिरोंमें 
जाकर किसीसे कुछ ग्रहण न करे । कोई भी निमित्त हो, 
द्विजको प्रतिग्रहसे सावधान रहना चाहिये । प्रयागमें भूरी 
अथवा लाल रंगकी गायके, जो दूध देनेबाली हो, 
सींगोंको सोनेसे और खुरोंको चाँदीसे मढ़ा दे; फिर उसके 
गलेमें वस्न लपेटकर श्वेतवखधारी, शान्त धर्मझ, वेदोंके 
पारगामी तथा साधु श्रोत्रिय ब्राह्मणको बुलाकर गङ्गा- 
यमुनाके संगममें बह गौ उसे विधिपूर्वक दान कर दे। 
साथ ही बहुमूल्य वस्त्र तथा नाना प्रकारके र्न भी देने 
चाहिये। इससे उस गौके शरीरमें जितने रोएँ होते हैं, 
उतने हजार वर्षोतक मनुष्य स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठित होता 
है। वह उस पुण्यकर्मके प्रभावसे भयङ्कर नरकका दर्शन 
नहीं करता । लाख गौओंकी अपेक्षा वहाँ एक ही दूध 
देनेषाली गौ देना उत्तम है। वह एक ही पुत्र, र्जी तथा 
भृत्यॉतकका उद्धार कर देती है। इसलिये सब दानोंमें 
गोदान ही सबसे बढ़कर है। महापातकके कारण 
मिलनेवाके दुर्गम, विषम तथा भयङ्कर नरकमें गौ ही 
मनुष्यकी रक्षा करती है। इसलिये ब्राह्मणको गोदान 
करना चाहिये । 

कुरुश्रेष्ठ ! जो देवताओंके द्वारा सेवित प्रयागतीर्थमें 
चैल अथवा बैलगाड़ीपर चढ़कर जाता है, वह पुरुष 
गौओँका भयङ्कर क्रोध होनेपर घोर नरकमें निवास करता 
है तथा उसके पितर उसका दिया जलतक नहीं ग्रहण 
करते । जो ऐश्वर्यके लोभसे अधवा मोहवश सवारीसे 
तीर्थयात्रा करता है, उसके तीर्थसेबनका कोई फल नहीँ 


ज योजनानां सहस्रेषु गङ्गां स्मरति यो नरः। अपि दुष्कृतकर्मासौ लभते परमां 


गतिम्‌ ॥ 


कोर्तनान्मुच्यते पापर्दृष्टा भद्राणि पञ्यति। अवगाहः च पीत्वा च पुनात्यासप्तमं कुलम्‌॥ 


सत्यवादी जितक्रोधो अहिंसां परमां स्थितः । धर्मानुसार  तत्त्वज्ञो 


गोब्राह्मणहिते रतः॥ 


गङ्गायमुनयोर्मध्ये स्तातो मुच्येत किल्बिषात्‌ । मनसा चित्तिंतान्‌ कामान्‌ सम्यक्‌ प्राप्रोति पुष्कलान्‌ ॥ (४१ । १४-१७) 


स्वर्गखण्ड ] 


+ मार्कण्डेयजी तथा श्रीकृष्णका युधिष्ठिरको प्रयागकी महिमा सुनाना » 


३७९ 


होता; इसलिये सवारीको त्याग देना चाहिये । जो 
गङ्गा-यमुनाके बीचमें ऋषियोंकी बतायी हुई विधि तथा 
अपनी सामर्थ्यके अनुसार कन्यादान करता है, वह उस 
कर्मके प्रभावसे यमराज तथा भयङ्कर नरकको नहीं 
देखता । जिस मनुज्यकी अक्षयवटके नीचे मृत्यु होती है, 
बह सब लोकोंको लाँघकर रुद्रलोकमें जाता है। वहाँ 
रुद्रका आश्रय लेकर बारह सूर्य तपते हैं और सारे 
जगतको जला डालते हैं। परन्तु बरकी जड़ नहीं जला 
पाते। जब सूर्य, चन्द्रमा और वायुका बिनाश हो जाता 
है और सारा जगत. एकार्णवमें मम्र दिखायी देता है, उस 
समय भगवान्‌ विण्णु यहीं अक्षयबटपर शयन करते हैं। 
देवता, दानव, गन्धर्व, ऋषि, सिद्ध और चारण--सभी 
गङ्गा-यमुनाके संगमभें स्थित तीर्थका सेवन करते हैं। 
बहाँ ब्रह्मा आदि देवता, दिशाएँ, दिक्पाल, लोकपाल, 
साध्य, पित्र, सनत्कुमार आदि परमर्षि, अङ्गिं आदि 
ब्रह्मर्षि, नाग, सुपर्ण (गरुड) पक्षी, नदियाँ, समुद्र, 
पर्वत, विद्याधर तथा साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णु प्रजापतिको 
आगे रखकर निवास करते हैं। उस तीर्थका नाम सुनने, 
नाम लेने तथा बहाँकी मिट्टीका स्पर्श करनेसे भी मनुष्य 
पापमुक्त हो जाता है । जो वहाँ कठोर ब्रतका पालन करते 
हुए संगममें स्नान करता है, बह राजसूय एवं अश्वमेध 
यज्ञोंके समान फल पाता है । योगयुक्त विद्वान्‌ पुरुषको 
जिस गतिकी प्राप्ति होती है, बह गति गङ्गा और यमुनाके 
संगममें मृत्युको प्राप्त होनेवाले प्राणियोंकी भी होती है । 
इस प्रकार परमपदके साधनभूत प्रयागतीर्थका 
दर्शन करके यमुनाके दक्षिण किनारे, जहाँ कम्बल और 
अश्वतर नागोंके स्थान हैं, जाना चाहिये । वहाँ स्नान और 
जलपान करनेसे मनुष्य सब पातकोंसे छुटकारा पा जाता 
है। वह परम बुद्धिमान्‌ महादेवजीका स्थान है। वहाँकी 
यात्रा करनेसे मनुष्य अपने कुलकी दस पहरूकी और 
दस पीछेकी पीढ़ियोंका उद्धार कर देता है । जो मनुष्य 
वहाँ खान करता रै, उसे अश्वमेध यज्ञका फल मिलता 
है तथा बह प्रझयकालतक स्वर्गलोकमें स्थान पाता है । 
भारत! गङ्गाके पूर्वतटपर तीनों -लोकोंमें विख्यात 
समुद्रकूप और प्रतिष्ठानपुर (झूसी) हैं। यदि कोई 
संन्धन्पुः १३-¬ 


ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए क्रोधको जीतकर तीन रात 
वहाँ निवास करता है, तो बह सब पापोंसे शुद्ध होकर 
अश्वमेध यज्ञका फल पाता है। प्रतिष्ठानसे उत्तर और 
'भागीरथीसे पूर्व हंसप्रपतन नामक तीर्थ है, उसमें स्त्रान 
करनेमात्रसे मनुष्यको अश्वमेघ यज्ञका फल प्राप्त होता है 
तथा जबतक सूर्य और चन्द्रमाकी स्थिति है, तबतक वह 
स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठित होता है । 

रमणीय अक्षयवटके नीचे ब्रह्मचारी, जितेन्द्रिय एवं 
योगयुक्त होकर उपवास करनेवाला मनुष्य ब्रहाज्ञानको 
आप्त होता है । कोटितीर्थमें जाकर जिनकी मृत्यु होती है, 
वह करोड़ों वर्षतक स्वर्गलोकमें सम्मानित होता है । चारों 
वेदोके अध्ययनसे जो पुण्य होता है, सत्य बोलनेसे जो 
फल होता है तथा अहिंसाके पालनसे जो धर्म होता है, 
वह दशाश्चमेघ घाटकी यात्रा करनेसे ही प्राप्त हो जाता 
है। गङ्गामे जहाँ कहीं भी खान किया जाय, बे कुरुक्षेत्रके 
समान फल देनेवाली हैं; किन्तु जहाँ वे समुद्रसे मिली हैं, 
वहाँ उनका माहात्म्य कुरुक्षेत्रसे दसगुना है । महाभागा 
गङ्गा जहाँ कहीं भी बहती है, वहाँ बहुत-से तीर्थ और 
तपस्वी रहते हैं। उस स्थानको सिद्धक्षेत्र समझना 
चाहिये । इसमें अन्यथा बिचार करनेकी आवश्‍यकता 
नहीं है । गङ्गा पृथ्वीपर मनुष्योंको, पातालमें नागोंको और 
स्वर्गमें देवताओंको तारती हैं; इसलिये वे त्रिपथगा 
कहलाती हैं । किसी भी जीवकी हड्डियाँ जितने समयतक 
गङ्गामेँ रहती है, उतने हजार वर्षोतक वह स्वर्गलोकमें 
सम्मानित होता है। गङ्गा तीर्थोमें श्रेष्ठ तीर्थ, नदियोंमें 
उत्तम नदी तथा सम्पूर्ण भूतों--महापातकियोंको भी 
मोक्ष देनेवाली हैं। गङ्गा सर्वत्र सुलभ हैं, केबल तीन 
स्थानोंमें वे दुर्लभ मानी गयी हैं--गज्जाद्वार, प्रयाग तथा 
गङ्गा-सागर-सङ्गममें । वहाँ स्नान करके मनुष्य स्वर्गको 
जाते हैं तथा जिनकी वहाँ मृत्यु होती है, वे फिर कभी 
जन्म नहीं रेते। जिनका. चित्त पापसे दूषित है, ऐसे 
समस्त प्राणियों और मनुष्योंकी गङ्ाके सिवा अन्यत्र गति 
नहीं है। गङ्गाके सिना दूसरी कोई गति है ही नहीं। 
भगवान्‌ शैकरके मस्तकसे निकली हुई गङ्गा सब पापोंको 
हरनेवाली और शुभकारिणी हैं। वे पचित्रोंको भी पवित्र 


करनेवाली और मङ्गलमय पदार्थोके लिये भी 
मङ्गलकारिणो हैं।* 
राजन्‌ ! पुनः अयागका माहाल्य सुनो, जिसे सुनकर 
मनुष्य सब पापोंसे निःसंदेह मुक्त हो जाता है। गङ्गाके 
उत्तर-तटपर मानस नामक तीर्थ है। वहाँ तीन रात 
उपवास करनेसे समस्त कामनाएँ पूर्ण हो जाती हैं। 
मनुष्य गौ, भूमि और सुवर्णका दान करनेसे जिस 
फलको पाता है, वह उस तीर्थका बारेबार स्मरण करनेसे 
ही मिल जाता है । जो गङ्गामे मृत्युको प्राप्त होता है, वह 
मृत व्यक्ति स्वर्गमें जाता है। उसे नरक नहीं देखना 
पड़ता । माघ मासमें गङ्गा और यमुनाके संगमपर छाछठ 
हजार तीर्थांका समागम होता है। विधिपूर्वक एक लाख 
गौओंका दान करनेसे जो फल मिलता है, वह माघ 
मासमें प्रयागके भीतर तीन दिन स्रान करनेसे ही प्राप्त हो 
जाता हैं! जो गङ्गा-यभुनाके बीचमें पञ्चाम्निसेवनकी 
साधना करता हैं, बह किसी अङ्गसे हीन नहीं होता; 
उसका रोग दूर हो जाता है तथा उसकी पांचों ज्ञानेन्द्रियाँ 
सबल रहती हैं। इतना ही नहीं, उस मनुष्यके शरीरमें 
जितने रोमकूप होते हैं, उतने ही हजार वर्षोतक वह 
स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठित होता है । यमुनाके उत्तर-तटपर और 
प्रयागके दक्षिण भागमें ऋणभ्रमोचन नामक तीर्थ है, जो 
अत्यन्त श्रेष्ठ माना गया है । वहाँ एक रात निवास करनेसे 
मनुष्य समस्त ऋणॉसे मुक्त हो जाता है। उसे 
सूर्यलोककी आपति होती है तथा वह सदाके लिये ऋणसे 
छूट जाता है! प्रयागका मण्डल पाँच योजन विस्तृत है, 
उसमें प्रवेश करनेवाले पुरुषको पग-पगपर अश्वमेध 
यज्ञका फल प्राप्त होता है । जिस मनुष्यकी वहाँ मृत्यु 
होती है, वह अपनी पिछली सात पीढ़ियोंको और आगे 
आनेवाली चौदह पीढ़ियोंको तार देता है । महाराज ! यह 


जानकर प्रयागके प्रति सदा श्रद्धा रखनी चाहिये । जिनका 
चित्त पापसे दूषित है, वे अश्रद्धालु पुरुष उस 
स्थानको-_देवनिर्मित प्रयागको नहीं पा सकते । 

राजन्‌! अब में अत्यन्त गोपनीय रहस्यकी बात 
बताता हूँ, जो सब पापोंका नाश करनेवाली है; सुनो । जो 
प्रयागमें इन्द्रिय-संयमपूर्वक एक मासतक निवास करता 
है, बह सब पापोंसे मुक्त हो जाता है--ऐसा त्रह्माजीका 
कथन हैं। वहाँ रहनेसे मनुष्य पवित्र, जितेन्द्रिय, 
अहिसक और श्रद्धालु होकर सब पापॉसे छूर जाता और 
'परमपदको प्राप्त होता है । वहाँ तीनों काल स्नान और 
भिक्षाका आहार करना चाहिये; इस प्रकार तीन महीमों- 
तक प्रयागका सेवन करनेसे वे मुक्त हो जाते हैं-- 
इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है । तत्त्वके ज्ञाता युधिष्ठिर ! 
तुम्हारी प्रसन्रताके लिये मैंने इस धर्मानुसारी सनातन गुह्य 
रहस्यका वर्णन किया है। 

युधिष्ठिर बोले धर्मात्मन्‌! आज मेरा जन्म 
सफल हुआ, आज मेरा कुल कृतार्थ हो गया। आज 
आपके दर्शनसे मैं प्रसन्न हूँ, अनुगृहीत हूँ तथा सब 
पातकोंसे मुक्त हो गया हूँ। महामुने ! यमुनामें स्नान 
करनेसे क्या पुण्य होता है, कौन-सा फल मिलता है ? 
ये सब बातें आप अपने प्रत्यक्ष अनुभव एवं श्रवणके 
आधारपर बताइये । 

मार्कण्डेयजीने कहां--राजन्‌ ! सूर्य-कन्या 
यमुना देवी तीनों लोकोंमें विख्यात हैं। जिस हिमाळयसे 
गङ्गा अकर हुई हैं, उसीसे यमुनाका भी आगमन हुआ 
है। सहस्रों योजन दूरसे भी नामोच्चारण करनेपर वे 
पापोका नाश कर देती हैं। युधिष्ठिर ! यमुनामें नहाने, 
जल पीने और उनके नामका कीर्तन करनेसे मनुष्य 
पुण्यका भागी होकर कल्याणका दर्शन करता है। 


ॐ यावदस्थीनि गङ्गायां तिष्ठन्ति तस्य देहिनः । तावद्दर्यसहरूाणि स्वर्गलोके 


तीर्थानां तु परं तीर्थ नदीनामुत्तमा नदी । मोक्षदा 
सर्वत्र सुलभा गङ्गा त्रिषु स्थानेषु दुर्लभा । गङ्गाद्वारे 


महीयते ॥ 
सर्वभूतानां महापातकिनामपि ॥ 
अयागे च गङ्गासागरसङ्गमे ॥ 


तत्र स््रात्वा दिवं यान्ति ये मृतास्तेऽपुनर्भनाः । 
सर्नेषां चैंय भूतानां पापोपहतयेतसाम। गतिरन्यत्र मर्त्यानां नास्ति गङ्गासमा गतिः ॥ 


पवित्राणां पित्रे या मङ्गलानां च मङ्गलम्‌ । महेश्वररिरोश्रष्टा सर्वपापहरा 


शुभा ॥(४३। ५२-५६) 


स्वर्गखण्ड ] 


* मार्कण्डेयजी तथा श्रीकृष्णका युधिष्ठिरको प्रयागकी महिमा सुनाना + 


यमुनामें गोता लगाने और उनका जल पीनेसे कुलकी 
सात पीढ़ियाँ पवित्र हो जाती है । जिसको वहां मृत्यु होती 
है, वह परमगतिको प्राप्त होता है। यमुनाके दक्षिण 
किनारे विख्यात अग्नितीर्थ है; उसके पश्चिम धर्मराजका 
तीर्थ है, जिसे हरवरतीर्थ भी कहते हैं । वहाँ स्नान करनेसे 
मनुष्य स्वर्गमें जाते हैं तथा जो वहाँ मृत्युको प्राप्त होते हैं, 
चे फिर जन्म नहीं लेते। 
इसी प्रकार यमुनाके दक्षिण-तटपर हजारों तीर्थ हैं। 
अब मैं उत्तर-तटके तीर्थोका वर्णन करता हुँ । युधिष्ठिर ! 
उत्तरमें महात्मा सूर्यका विरज नामक तीर्थ है, जहाँ इन्द्र 
आदि देवता प्रतिदिन सन्ध्योपासन करते हैं । देवता तथा 
विद्वान्‌ पुरुष उस तीर्थका सेवन करते हैं। तुम भी 
श्रद्धापूर्वक दानमें प्रवृत्त होकर उस तीर्थमें स्नान करो । 
वहाँ और भी बहुत-से तीर्थ हैं, जो सब पापोंको 
हरनेवाले और शुभ हैं। उनमें स्नान करके मनुष्य स्वर्गमें 
जाते हैं तथा जिनकी वहाँ मृत्यु होती है, वे मोक्ष प्राप्त कर 
लेते हैं। गङ्गा और यमुना--दोनों ही समान फल 
देनेवाली मानी गयी हैं; केवल श्रेष्ठताके कारण गङ्गा 
सर्वत्र पूजित होती हैं | कुन्तीनन्दन ! तुम भी इसी प्रकार 
सब तीर्थोमें स्नान करो, इससे जीबनभरका पाप तत्काल 
नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य सबेरै उठकर इस भ्रसङ्गका 
पाठ या श्रवण करता है, वह भी सब पापॉंसे मुक्त होकर 
स्वर्गलोकको जाता है। 
युधिष्ठिर खोले---मुने ! मैने ब्रह्माजीके कहे हुए 
पुण्यमम पुराणका श्रवण किया है; उसमें सैकड़ों, हजारों 
और लाखों तीथॉका वर्णन आया है। सभी तीर्थ 
घुण्यजनक और पवित्र बताये गये हैं तथा सबके द्वारा 
उत्तम गतिकी प्राप्ति बतायी गयी है । पृथ्वीपर नैमिषारण्य 
और आकाशमें पुष्करतीर्थ पवित्र है। लोकमें प्रयाग 
और कुरुक्षेत्र दोनॉको ही विशेष स्थान दिया गया है। 
आप उन सबको छोड़कर केवल एककी ही प्रशंसा क्यों 
कर रहे हैं? आप प्रयागसे परम दिव्य गति तथा 
मनोबाज्छित भोगोंकी प्राप्ति बताते हैं। थोड़े-से 


अनुष्ठानके द्वार अधिक धर्मकी प्राप्ति बताते हुए 
प्रयागकी ही अधिक प्रशंसा क्यों कर रहे हैं ? यह मेरा 
संशय है। इस सम्बन्धमें आपने जैसा देखा और सुना 
हो, उसके अनुसार इस संशयका निवारण कीजिये । 
मार्कण्डेबजीने कहा--राजन्‌ ! मैने जैसा देखा 
और सुना है, उसके अनुसार प्रयागका माहात्म्य जतलाता 
हूँ, सुनो। प्रत्यक्षरूपसे, परोक्ष तथा और जिस प्रकार 
सम्भव होगा, मैं उसका वर्णन करूँगा | झास्जको प्रमाण 
मानकर आत्माका परमात्माके साथ जो योग किया जाता 
है, उस योगकी प्रशंसा की जाती है। हजारों जन्मॉके 
पश्चात्‌ मनुष्योंको उस योगकी प्राप्ति होती है । इसी प्रकार 
सहस्रों युगोंमें योगकी उपलब्धि होती है । ब्राह्मणांक्रो 
सब प्रकारके रल दान करनेसे मानवॉको योगको 
उपलब्धि होती है । प्रयागमें मृत्यु होनेपर यह सब कुछ 
स्वतः सुलभ हो जाता है। जैसे सम्पूर्ण भूतोंमें व्यापक 
ब्रह्मकी सर्वत्र पूजा होती है, उसी प्रकार सम्पूर्ण लोकोंमें 
विद्वानोंद्वारा प्रयाग पूजित होता है। नैमिषारण्य, पुष्कर, 
गोतीर्थ, सिन्धु-सागर संगम, कुरुक्षेत्र, गया और 
गङ्गासागर तथा और भी नहुत-से तीर्थ एने पवित्र 
पर्वत--कुल मिलाकर तीस करोड़ दस हजार तीर्थ 
प्रयागमें सदा निनास करते हैं । ऐसा विद्वानोंका कथन 
है। वहाँ तीन अभ्रिकुण्ड हैं, जिनके बीच होकर गङ्गा 
प्रयागसे निकलती हैं। वे सब तीर्थॉसे युक्त हैं। वायु 
देवताने देवलोक, भूलोक तथा अन्तरिक्षमें साढ़े तीन 
करोड़ तीर्थ बतलाये हैं। गङ्गाको उन सबका स्वरूप 
माना गया है।* प्रयाग, प्रतिष्ठानपुर (झूसी), कप्बल 
और अश्वतर नागोंके स्थान तथा भोगवतो--ये 
अजापतिको बेदियाँ हैं । युधिष्ठिर ! वहाँ देवता, मूर्तिमान्‌ 
यज्ञ तथा तपस्वी ऋषि रहते और भ्रयागकी पूजा करते 
हैं। प्रयागका यह माहात्म्य धन्य -है, यही स्वर्ग प्रदान 
करनेवाला है, यही सेवन करनेयोग्य है, यही सुखरूप है, 
यही पुण्यमय है, यही सुन्दर है और यही परम उत्तम, 
धर्मानुकूल एवं पावन है। यह महर्षियोंका गोपनीय 


ओ तिस्रः कोट्यर्द्धकोटीक्ष तीर्थीना वायुरबवीत्‌ : दिवि भुव्यन्तरिक्षे च तत्सवै जावी स्मृठा ॥ (४७ । ७) 


३७४ 


= अर्चयस्व इवीकेशं यदीच्छसि परं पद्‌ + 


[ संक्षिप्त पदापुराण 


44५५३४४७७७ १३७७७९३७७७ ३३६३४४७ ३३१७७७ ३७७७७७७४७७ ४७७४७७७७७७ ३७४७७७७७७७ ७७७७७७७४७७ 


रहस्य है, जो सब पार्पोका नाश करनेवाला है। इस 
प्रसङ्गका पाठ करनेवाला द्विज सब प्रकारके पापोंसे 
रहित हो जाता है। कुरुनन्दन ! तुम प्रयागके तीथेमिं 
स्नान करो । राजन्‌ ! तुमने विधिपूर्वक प्रश्न किया था, 
इसलिये मैंने तुमसे प्रयाग-माहात्यका वर्णन किया है। 
इसे सुनकर तुमने अपने समस्त पितरों और पितामहोंका 
उद्धार कर दिया। 
युधिष्ठिर बोले--महामुने ! आपने प्रयाग- 
माहात्म्यकी यह सारी कथा सुनायी; इसी प्रकार और सब 
आतें भी बताइये, जिससे मेरा उद्धार हो सके । 
मार्कण्डेयजीने कहा--राजन्‌ ! सुनो, बताता 
हूँ। ब्रह्म, विष्णु तथा महादेवजी--ये तीनों देवता 
सबके प्रभु और अविनाशी हैं। ब्रह्मा इस सम्पूर्ण 
जगत्की, यहाँके चराचर प्राणियॉकी सृष्टि करते हैं और 
परमेश्वर विष्णु उन सबका, समस्त प्रजाओंका पालन 
करते हैं। फिर जन कल्पका अन्त उपस्थित होता है, तब 


भगवान्‌ रुद्र सम्पूर्ण जगत्‌का संहार करते हैं । ये ह्मा, 
विष्णु और महादेवजी प्रयागमें सदा निवास करते हैं । 
अयागमण्डलका विस्तार पाँच योजन (बीस कोस) है। 
उपर्युक्त देवता पापकर्मोका निवारण करते हुए उस 
मण्डलकी रक्षाके लिये वहाँ मौजूद रहते हैं। अतः 
प्रयागमें किया हुआ थोड़ा-सा भी पाप नरकमें 
गिरानेवाला होता है। 

सूतजी कहते हैं---तदनन्तर, धर्मपर विश्वास 
करनेवाले समस्त पाण्डवोंने भाइयोंसहित ब्राह्मणोंको 
नमस्कार करके गुरुजनों और देवताओंको तृप्त किया। 
उसी समय भगवान्‌ वासुदेव भी वहाँ आ पहुँचे । फिर 
समस्त पाप्डवॉने मिलकर भगवान्‌ श्रीकृष्णका पूजन 
किया । तत्पश्चात्‌ कृष्णसहित सन महात्माओने धर्मपुत्र 
युधिष्ठिरको स्वराज्यपर अभिषिक्त किया । इसके बाद 
भाइयॉसहित धर्मात्मा युधिष्टिरने ब्राह्मणोंकों बड़े-बड़े 
दान दिये। जो सबेरै उठकर इस प्रसङ्गका पाठ अथवा 
श्रवण करता है, बह सब पापोंसे मुक्त होकर 
विष्णुलोकमें जाता है। 

तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ वासुदेव बोले--राजा 
युधिष्ठिर ! मैं आपके स्नेहवश कुछ निवेदन करता हूँ, 
आपको मेरी नात माननी चाहिये। महाराज! आप 
प्रतिदिन हमारे साथ प्रयागका स्मरण करनेसे स्वयं 
सनातन लोकको प्राप्त होंगे । जो मनुष्य प्रयागको जाता 
अथवा वहाँ निवास करता है, वह सब पापॉसे शुद्ध 
होकर दिव्यलोकको जाता है। जो किसीका दिया हुआ 
दान नहीं लेता, संतुष्ट रहता, मन और इन्द्रियोंको संयममें 
रखता, पवित्र रहता और अहङ्कारका त्याग कर देता है, 
उसीको तीर्थका पूण फल मिलता है। राजेन्द्र! जो 
क्रोधहीन, सत्यवादी, दृढ़तापूर्वक उत्तम ब्रतका पालन 
करनेवाल र तथा सम्पूर्ण भूतॉमें आत्मभाव रखनेवाला है, 
बही तीर्थके फलका उपभोग करता है।* ऋषियों और 
देवताओंने भी क्रमशः यज्ञोंका वर्णन किया है, -किन्तु 


ज प्रतिजहादुपावृत्तः संतुष्टो नियतः सुचिः । आहंकारनिकृतश्च 


स्र 


तीर्थफलमश्नुते ॥ 


अकोपनञ्च राजेन्द्र सत्यवादी दुदव्रतः। आत्मोपमश्च भूतेषु स तोर्थफलमश्रुते ॥ (स्वर्गः ४९ । १०-११) 


स्वर्गखण्ड ] * भ्रगवानके भजन एवं नाम-कोर्तनकी महिमा + \ 


56५०३०५००९०७०७५७४४५०»०५००७४७७५०००५४»४५०»४+०७७५५४०४७७४४०४५»०००४००*“*»%»»5*»»»५७४४७»७४०»४ ७४5४ / 2» »» ४४ ४ ८ & # ee 


महाराज ! दरिद्र मनुष्य यज्ञ नहीं कर सकते । यज्ञमें बहुत यह ऋषियोंका गोपनीय रहस्य है; तीर्थयात्राका पुण्य 
सामग्रीकी आवश्यकता होती है। नाना प्रकारकी यज्ञोंसे भी बढ़कर होता है । एक खरन, तीस करोड़से भी 
तैयारियाँ और समारोह करने पड़ते हैं। कहीं कोई धनवान्‌ अधिक तीर्थ माघमासमें गङ्गाजीके भीतर आकर स्थित 
मनुष्य ही भाँति-भाँतिके द्रव्योंका उपयोग करके यज्ञ कर होते हैं [अतः माघमें गङ्गा-स्त्रान परम पुण्यका साधक 
सकता है। नरेश्वर ! जिसे विद्वान्‌ पुरुष दरिद्र होनेपर भी होता है] ।* महाराज ! अब आप निश्चिन्त होकर 
कर सकें तथा जो पुण्य और फलमें यज्ञकी समानता अकण्टक राज्य भोगिये। अब फिर अश्वमेध यज्ञके 


करता हो, वह उपाय बताता हूँ; सुनिये। भरतश्रेष्ठ ! 


— + 


समय मुझसे आपकी भेंट होगी । 


भगवानके भजन एवं नाम-कीर्तनकी महिमा 


ऋषय ऊचुः 
भवता कथितं सर्व यत्किञ्चित्‌ पृष्टमेख च । 
इदानीमपि पृच्छाम एक खद महामते ॥ ९ ॥ 
ऋषियोंने कहा--महामते ! हमलोगोंने जो कुछ 
पूछा था, वह सब आपने कह सुनाया । अब भी आपसे 
एक प्रश्न करते हैं, उसका उत्तर दीजिये! 
एतेषां खलु तीर्थानां सेवनाद्यत्‌ फलं भवेत्‌ । 
सर्वेषां किर कृत्वैकै कर्म केन च लभ्यते । 
एतन्नो ब्रूहि सर्वज्ञ कर्येबे यदि वर्तते॥ २॥ 
इन सभी तीथेकि सेवनसे जो फल होता है, वही 
कौन-सा एक कर्म करनेसे प्राप्त हो सकता है ? सर्वज्ञ 
सूतजी ! यदि ऐसा कोई कर्म हो तो उसे हमें बताइये । 
र सूत उवाच 
कर्षयोगः किल रक्तो खर्णानां द्विजपूर्वशः । 
नानाविधो महाभागास्तत्र खैकं विशिष्यते ॥ ३ ॥ 
महाभाग महर्षिगण ! [झाखोंमें] ब्राहाणादि 
वर्णोके लिये निश्चय ही नाना प्रकारके कर्मयोगका 
वर्णन किया गया है, परन्तु उसमें एक ही बात सबसे 
बढ़कर है। 
हरिभक्तिः कृता येन मनसा कर्मणा गिरा। 
जितं तेन जिते तेन जितमेन न संशयः ॥ ४ ॥ 
जिसने मन, वाणी और क्रियाद्वारा श्रीहरिकी 


भक्ति की है, उसने बाजी मार ली, उसने बिजय प्राप्त कर 
ली, उसकी निश्चय ही जीत हो गयी--इसमें तनिक भी 
सन्देह नहीं है। 
हरिरेव समाराध्यः सर्वदेवेश्वरेश्वरः । 
हरिनाममहामन्त्रैर्नश्येत्‌ पापपिशाचकम्‌ ॥ ५ ॥ 
सम्पूर्ण देवेश्वरोके भी ईश्वर भगवान्‌ श्रीहरिकी ही 
भलीभाँति आराधना करनी चाहिये। हरिनामरूपी 
महामन्त्रोकि द्वारा पापरूपी पिशाचोंका समुदाय नष्ट हो 
जाता है। 
हरेः प्रदक्षिणां कृत्वा सकृदप्यमलारया: । 
सर्वतीर्थसयागाहां रभन्ते यन्न संशय: ॥ ६॥ 
एक बार भी श्रीहरिकी प्रदक्षिणा करके मनुष्य शुद्ध 
हो जाते हैं तथा सम्पूर्ण तीथेमिं स्नान करनेका जो फल 
होता है, उसे प्राप्त कर लेते हैं--इसमें तनिक भी सन्देह 
नहीं है। 
अतिमा च हेरेदृष्ठा सर्वतीर्थफलं रूभेत्‌ । 
विष्णुनाम परं जप्त्वा सर्वमनत्रफलं लभेत्‌॥ ७ ॥ 
मनुष्य श्रीहरिकी प्रतिमाका दर्शन करके सब 
तीथाँका फल प्राप्त करता है तथा विष्णुके उत्तम नामका 
जप करके सम्पूर्ण मन्त्रॉके जपका फल पा लेता है। 
विष्णुप्रसादतुलसीमाच्ाय द्विजसत्तमाः । 
चण्ड बिकराल तद्‌ यमस्यास्यं न पश्यति॥ ८॥ 


Se  , 


% ऋषीणां परमं गुहामिदै 
दशकोटिसहस्राणि 


भरतसत्तम । तीर्थाभिगमनं पुण्यं यञ्चैरपि विशिष्यते ॥ 
्रिदास्कोट्यस्तथापरे । माघमासे तु गङ्गायो गमिष्यन्ति नरर्षभ ॥ (स्वर्गः ४९। १५-१६) 


३७६ 


* अर्चयस्व हृषीकेश यदीच्छसि परं पदम्‌ « 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


द्विजवरो ! भगवान्‌ विष्णुके प्रसादस्वरूप 
तुलसीदळको सुँघकर मनुष्य यमराजके प्रचण्ड एवं 
बिकराल मुखका दर्शन नहीं करता। 
सकृत्मणामी कृष्णस्य मातुः स्तन्यं पियेन्न हि । 
हरिपादे मनो येषां तेभ्यो नित्यं नमो नयः ॥ ९॥ 
एक बार भो श्रीकृष्णको प्रणाम करनेवाला मनुष्य 
पुनः माताके स्तनोंका दूध नहीं पीता--उसका दूसरा 
जन्भ नहीं होता । जिन पुरुषोंका चित्त श्रीहरिके चरणोंमें 
लगा है, उन्हें प्रतिदिन मेरा बारंबार नमस्कार है । 
पुल्कसः श्वपचो वापि ये चान्ये म्लेच्छजातयः । 
तेऽपि वन्ह्या महाभागा हरिपादैकसेवकाः ॥ १० ॥ 
पुल्कस, श्वपच (चाण्डाल) तथा और भी जो 
म्लेच्छ जातिके मनुष्य हैं, वे भी यदि एकमात्र श्रीहरिके 
ज्वरणोंकी सेबामें लगे हों तो वन्दनीय और परम 
सौभाग्यञ्ाली हैं। 
किं पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा । 
हरौ भक्तिं विधायैव गर्भवासं न प्यति ॥ ११ ॥ 
फिर जो पुण्यात्मा ब्राह्मण और राजर्षि भगवानके 
भक्त हों, उनकी तो बात ही कया है । भगवान्‌ श्रीहरिकी 
भक्ति करके ही मनुष्य गर्भवासका दुःख नहीँ देखता। 
हरेरग्रे स्वनैरुखैनूँत्यस्तत्रामकृन्नरः । 
पुनाति भुवन विशा गङ्गादि सल्ले यथा ॥ ९२॥ 
ब्राह्मणो ! भगवानके सामने उच्चस्वरसे उनके 
नामोंका कीर्तन करते हुए नृत्य करनेवाला मनुष्य गङ्गा 
आदि नदियोंके जलकी भाँति समस्त संसारको पनित्र कर 
देता है। 
दर्डानात्‌ स्पर्षानात्तस्य आल्ठापादपि भक्तितः । 
ब्रह्महत्यादिभिः पापैमुँच्यते नात्र संशयः ॥ १३ ॥ 
उस भक्तके दर्शन और स्पर्शसे, उसके साथ 
खार्तालाप करनेसे तथा उसके प्रति भक्तिभाव रखनेसे 
मनुष्य ब्रह्महत्या आदि पापोंसे मुक्त हो जाता है--इसमें 
तनिक भी संदेह नहीं है। 
हरेः प्रदक्षिणे कुर्वतुचैस्तन्तायकृन्नरः। 
करतालादिसंघान॑ सुस्वरं कलङाच्दितम्‌ । 
ब्रह्महत्यादिकं पापं तेयैज करतालितम्‌ ॥ ९४ ॥६ 


जो श्रीहरिकी प्रदक्षिणा करते हुए करताल आदि 
बजाकर मधुर स्वर तथा मनोहर झाब्दोंमें उनके नामोंका 
कीर्तन करता है, उसने ब्रह्महत्या आदि पापॉको भानो 
ताली बजाकर भगा दिया। 
हरिधक्तिकथामुक्ताख्यायिकां श्वृशुयाञ्च यः । 
तस्य संदर्शनादेव पूतो भवति मानवः ॥ १५॥ 
जो हरिभक्ति-कथारूपी मुक्तामयी आख्यायिकाका 
श्रवण करता है, उसके दर्शनमात्रसे मनुष्य पवित्र हो 
जाता है! 
किं पुनस्तस्य पापानामाशङ्का मुनिपुङ्गवाः । 
तीर्थानां च परं तीर्थ कृष्णनाम महर्षयः ॥ १६ ॥ 
मुनिवरो ! फिर उसके विषयमें पापोंकी आशङ्का 
कया रह सकती है। महर्षियो ! श्रीकृष्णका नाम सब 
तीर्थोमें परम तीर्थ है। 
तीर्थीकुर्वन्ति जगतीं गृहीतं कृष्णनाम यैः। 
तस्मान्पुनिवराः पुण्यं नातः परतरं बिंदु: ॥ १७ ॥ 
जिन्होंने श्रीकृष्ण-नामको अपनाया है, बे पृथ्वीको 
तीर्थ बना देते हैं । इसलिये श्रेष्ठ मुनिजन इससे बढ़कर 
पावन वस्तु और कुछ नहीं मानते । 
विष्णुप्रसादनिर्माल्यं भुक्त्वा घृत्वा च मस्तके । 
विष्णुरेव भवेन्भर्त्यो यमशोकबिनाशनः । 
अर्घनीयो नमस्कायों हरिरेव न संशयः ॥ ९८॥ 
औविष्णुके भ्रसादभूत निर्माल्यको खाकर और 
मस्तकपर धारण करके मनुष्य साक्षात्‌ विष्णु ही हो जाता 
है। वह यमराजसे होनेवाले शोकका नाश करनेवाला 
होता है; वह पूजन और नमस्कारके योग्य साक्षात्‌ 
श्रीहरिका ही स्वरूप है--इसमें तनिक भी संदेह नहीं है । 
ये हीमं जिष्णुयव्यक्तं देवं वापि महेश्वरम्‌। 
एकीभावेन पश्यन्ति न तेषां पुनरुद्भवः ॥ १९ ॥ 
जो इन अव्यक्त विष्णु तथा भगवान्‌ महेश्वरको एक 
भावसे देखते हैं, उनका पुनः इस संसारमें जन्म नहीं 
होता। 
तस्मादनादिनिघने विष्णुमात्मानमव्ययम्‌ । 
हरे चैके प्रपश्यथ्दे पूजयध्वं तथैव हि॥ २०॥ 
अतः महर्षियो ! आप आदि-अन्तसे रहित 


स्वर्गखण्ड ] 


» भगवानके भजन एवं नाम-कीर्तनकी महिमा « 


अविनाशी परमात्मा विष्णु तथा महादेवजीको एक 
भावसे देखें तथा एक समझकर ही उनका पूजन करें। 
येऽसमानं प्रपश्यन्ति हरि वै देवतान्तरम्‌ । 
ते यान्ति नरकान, घोरान्न तांस्तु गणयेद्धरिः ॥ २१ ॥ 
जो 'हरि' और 'हर' को समान भावसे नहीं देखते, 
श्रीहरिको दूसरा देवता समझते हैं, वे घोर नरकमें पड़ते 
हैं; उन्हें श्रीहरि अपने भक्तोंमें नहीं गिनते । 
मूर्ख वा पण्डितं वापि ब्राह्म॒णं केशवप्रियम्‌ । 
श्वपाके वा मोचयति नारायणः स्वयं अभुः ॥ २२ ॥ 
पण्डित हो या मूर्ख, ब्राह्मण हो या चाण्डाल, यदि 
बह भगवानका प्यारा भक्त है तो स्वयं भगवान्‌ नारायण 
उसे संकटोंसे छुड़ाते हैं। 
नारायणात्परो नास्ति पापराशिदबानलः । 
कृत्वापि पातकं घोरं कृष्णनाप्ना विघुच्यते ॥ २३ ॥ 
भगवान्‌ नारायणसे बढ़कर दूसरा कोई ऐसा नहीं 
है, जो पापपुझरूपी वनको जलानेके लिये दावानलके 
समान हो । भयङ्कर पातक करके भी मनुष्य श्रीकृष्ण- 
नामके उच्चारणसे मुक्त हो जाता है। 
स्वयं नारायणो देवः स्वनाप्नि जगतां गुरु: । 
आत्मनोऽभ्यधिकां शक्ति स्थापयामास सुब्रता: ॥ २४ ॥ 
उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले महर्षियो ! जगद्गुरु 
भगवान्‌ नारायणने स्वयं ही अपने नाममें अपनेसे भी 
अधिक शक्ति स्थापित कर दी है। 
अत्र ये विवदन्ते वा आयासलघुदर्शनात्‌ । 
फलानां गौरवाच्चापि ते यान्ति नरकं बहु ॥ २५॥ 
नाम-कीर्तनमें परिश्रम तो थोड़ा होता है, किन्तु 
फल भारी-से-भारी प्राप्त होता है--यह देखकर जो लोग 
इसकी महिमाके विषयमे तर्क उपस्थित करते हैं, वे 
अनेको आर नरकमें पड़ते हैं । 
तस्माद्धरों भक्तिमान्‌ स्याद्धरिंनामपरायणः । 
पूजकं पृष्ठतो रक्षेन्ञामिनं खक्षसि प्रभु ॥ २६॥ 
इसलिये हरिनामकी शरण लेकर भगवान्‌की 
भक्ति करनी चाहिये। प्रभु अपने पुजारीको तो पीछे 
रखते हैं; किन्तु नाम-जप करनेवालेको खातीसे लगाये 
रहते हैं । 


हरिनाममहावज्रं घापपर्वंतदारणम्‌ । 
तस्य पादौ तु सफलौ तदर्थगतिज्ञालिनौ ॥ २७ ॥ 
हरिनामरूपी महान्‌ वज्र पापोंके पहाडको विदीर्ण 
करनेवाला हैं। जो भगवानकी ओर आगे बढ़ते हों, 
मनुष्यके वे ही पैर सफल हैं। 
तावेब घन्याबाख्यातौ यौ तु पूजाकरौ करौ । 
उत्तमाङ्गमुत्तमाङ्ग तद्धरौ नम्रमेब यत्‌ ॥ २८॥ 
चे ही हाथ धन्य कहे गये हैं, जो भगवानकी पूजामें 
संलग्न रहते हैं। जो मस्तक भगवानके आगे झुकता हो, 
वही उत्तम अङ्ग है। 
सा जिह्वा या हरि स्तौति तन्मनस्तत्पदानुगम्‌। 
तानि लोमानि चोच्यन्ते यानि तन्नाप्नि ओोत्थितम्‌ ॥ २९ ॥ 
कुर्वन्ति तेश्च नेत्राम्बु यदच्युतप्रसङ्कतः । 
जीभ वही श्रेष्ठ है, जो भगवान्‌ श्रीहरिकी स्तुति 
करती हैं। मन भी वही अच्छा है, जो उनके चरणोंका 
अनुगमन-- चिन्तन करता है तथा रोएँ, भी वे ही सार्थक 
कहलाते हैं, जो भगवानका नाम लेनेपर खड़े हो जाते 
हैं। इसी प्रकार आँसू वे ही सार्थक हैं, जो भगवानूकी 
चर्चाके अवसरपर निकलते हैं । 
अहो लोका अतितरां दैवदोषेण चञ्चिताः ॥ ३० ॥ 
नामोश्चारणमात्रेण मुक्तिदं न भजन्ति दै। 
अहो ! संसारके लोग भाग्यदोषसे अत्यन्त वञ्चित 
हो रहे हैं, क्योंकि बे नामोचचारणमात्रसे मुक्ति देनेवाले 
भगवानका भजन नहीं करते। 
घञ्चितास्ते च कलुषाः स्त्रीणां सङ्गप्रसङ्गतः ॥ ३९ ॥ 
अतिष्ठन्ति च लोमानि येषां नो कृष्णशब्दने । 
ख्त्रियोंके स्पर्श एवं चर्चासे जिन्हें रोमाञ्च हो आता 
है, श्रीकृष्णका नाम लेनेपर नहीं, वे मलिन तथा 
कल्याणसे वञ्चित हैं । 
ते मूर्खा हाकृतात्मानः पुत्रशोकादिनिह्ृत्ताः ॥ ३२॥ 
रुदन्ति बहुलालापैर्न कृष्णाक्षरकीर्तने । 
जो अजितेन्द्रिय पुरुष पुत्रशोकादिसे व्याकुल 
होकर अत्यन्त विलाप करते हुए रोते हैं, किन्तु 
श्रीकृष्णनामके अक्षरोंका कीर्तन करते हुए, नहीं रोते, वे 
मूर्ख हैं। 


* अर्चयस्व हथीकेश यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


जिह्लां लब्ध्वापि लोकेऽस्मिन्‌ कृष्णनाम जपेन्न हि ॥ ३३ ॥ 
लक्ष्याणि मुक्तिसोपानं हेलयैव च्यवन्ति ते। 
जो इस लोकमें जीभ पाकर भी श्रीकृष्णनामका जप 
नहीं करते, वे मोक्षतक पहुँचनेके लिये सीढ़ी पाकर भी 
अबहेलनावश नीचे गिरते हैं। 
तस्माझलेन बै विष्णुं कर्मयोगेन मानव: ॥ ३४ ॥ 
कर्मयोगार्चितो विष्णुः प्रसीदत्येव नान्यथा । 
तीर्थादप्यधिकं तीर्थ विष्णोर्भजनमुच्यते ॥ ३५ ॥ 
इसलिये मनुष्यको उचित है कि वह कर्मयोगके 
द्वारा भगवान्‌ विष्णुकी यत्रपूर्वक आराधना करे। 
कर्मयोगसे पूजित होनेपर ही भगवान्‌ विष्णु प्रसन्न होते 
हैं, अन्यथा नहीं। भगवान्‌ विष्णुका भजन तीर्थोसे भी 


अधिक पावन तीर्थ कहा गया है। 

सर्वेषां खलु तीर्थानां स्त्रानपानाचगाहनेः । 

यत्फलं लभते मर्त्यस्तत्फलं कुष्णसेवनात्‌॥ ३६ ।। 
सम्पूर्ण तीर्थोमें स्रान करने, उनका जल पीने और 

उनमें गोता लगानेसे मनुष्य जिस फलको पाता है, वह 

श्रीकृष्णके सेबनसे प्राप्त हो जाता है। 

यजन्ते कर्मयोगेन धन्या एख नरा हरिम्‌। 

तस्माद्मजध्य॑ मुनयः कृष्णं परममङ्गलम्‌ ॥ ३७॥ 
भाग्यवान्‌ मनुष्य ही कर्मयोगके द्वारा श्रीहरिका 

पूजन करते हैं । अतः मुनियो ! आपलोग परम मङ्गलमय 

श्रीकृष्णकी आराधना करें। 


— *— 


ब्रह्मचारीके पालन करनेयोग्य नियम 


ऋषियोंने पूछा--सूतजी ! कर्मयोग कैसे किया 
जाता है, जिसके द्वारा आराधना करनेपर भगवान्‌ विष्णु 
प्रसन्न होते हैं? महाभाग ! आप वक्ताओंमें श्रेष्ठ हैं; 
अतः हमें यह बात बताइये । जिसके द्वारा मुमुक्षु पुरुष 
सबके ईश्वर भगवान्‌ श्रीहरिकी आराधना कर सकें, वह 
समस्त लोकोंकी रक्षा करनेवाला धर्म बया वस्तु है? 
उसका वर्णन कीजिये। उसके श्रवणकी इच्छासे ये 
ज्राह्णलोग आपके सामने बैठे हैं। 
सूतजी बोले--महर्षियो ! पूर्वकालमें अमिके 
समान तेजस्वी ऋषियोंने सत्यवतीके पुत्र व्यासजीसे ऐसा 
ही प्रश्न किया था । उसके उत्तरमें उन्होंने जो कुछ कहा 
था, उसे आपलोग सुनिये । 
व्यासजीने कहा--ऋषियो ! मैं सनातन 
कर्मयोगका वर्णन करूँगा, तुम सब लोग ध्यान देकर 
सुनो । कर्मयोग ब्राह्मणोंको अक्षय फल प्रदान करनेनाला 
है । पहलेकी बात है, प्रजापति मनुने श्रोता बनकर बैठे 
हुए ऋषियोंके समक्ष ब्राह्मणोंके त्त्रभके लिये वेदप्रसिद्ध 
सम्पूर्ण विषयोंका उपदेश किया था ! बह उपदेश सम्पूर्ण 
पापॉको हरनेवाला, पवित्र और मुनि-समुदायद्धास सेवित 
है; मैं उसीका वर्णन करता हुँ, तुमल्लेग एकाअचित्त होकर 


श्रवण करो । श्रेष्ठ ब्राह्मणको उचित है कि वह अपने 


ह || 

गृह्यसूत्रे बतायी हुई विधिके अनुसार गर्भ या जन्मसे 
आठवें वर्षमे उपनयन होनेके पश्चात्‌ वेदोंका अध्ययन 
आरम्भ करे । दण्ड, मेखला, यज्ञोपवीत और हिंसारहित 


स्वर्णखण्ड ] 


* ब्रह्मचारीके पालन करनेयोग्य नियप » 


३७९ 


काला मृगचर्म धारण किये मुनिवेषमें रहे, भिक्षाका अन्न 
महण करे और गुरुका मुँह जोहते हुए सदा उनके हितमें 
संलग्न रहे। ब्रह्माजीने पूर्वकालमें यज्ञोपवीत बनानेके 
लिये ही कपास उत्पन्न किया था । ब्राह्मणोंके लिये तीन 
आवृत्ति करके बनाया हुआ यज्ञोपवीत शुद्ध माना गया 
है। द्विजको सदा यज्ञोपवीत धारण किये रहना चाहिये। 
अपनी शिखाको सदा बाँधे रखना चाहिये । इसके 
विपरीत बिना यज्ञोप्ीत पहने और बिना शिखा बाँधे जो 
कर्म किया जाता है, वह विधिपूर्वक किया हुआ नहीं 
माना जाता । वस्त्र रूई-जैसा सफेद हो या गेरुआ | फटा 
न हो, तभी उसे ओढ़ना चाहिये तथा बही पहननेके योग्य 
माना गया है। इनमें भी श्वेत वस्त्र अत्यन्त उत्तम है। 
उससे भी उत्तम और शुभ आच्छादन काला मृगचर्म माना 
गया है । जनेऊ गलेमें डालकर दाहिना हाथ उसके ऊपर 
कर ले और बायीं बाँह (अथवा कंघे] पर उसे रखे तो 
बह 'उपवीत' कहलाता है । यज्ञोपचीतको सदा इसी तरह 
रखना चाहिये । कण्ठमें मालाकी भाँति पहना हुआ जनेऊ 
"निवीत? कहा गया है। ब्राह्मणो ! बायीं बाँह बाहर 
निकालकर दाहिनी नाँह या कंधेपर रखे हुए जनेऊको 
“प्राचीनाबीत' (अपसव्य) कहते हैं। इसका पितृ-कार्य 
(श्राद्ध-तर्पण आदि) में उपयोग करना चाहिये । हवन- 
गृहमें, गोशालामें, होम और जपके समय, स्वाध्यायमें, 
भोजनकालमें, ब्राह्मणोंके समीप रहनेपर, गुरुजनों तथा 
दोनों कालकी संध्याकी उपासनाके समय तथा साधु 
पुरुषॉसे मिलनेपर सदा उपवीतके ढंगसे ही जनेऊ पहनना 


चाहिये--यही सनातन विधि है । ब्राह्मणके लिये तीन 
आवृत्ति की हुई मूँजकी ही मेखला बनानी चाहिये । मूँज 
न मिळनेपर कुशसे भी मेखला अनानेका विधान है। 
मेखलामें गाँठ एक या तीन होनी चाहिये। द्विज बाँस 
अथवा पलाशका दण्ड धारण करे। दण्ड उसके पैरसे 
लेकर सिरके केशतक लंबा होना चाहिये । अथवा किसी 
भी यज्ञोपयोगी वृक्षका दण्ड, जो सुन्दर और छिद्र आदिसे 
रहित हो, वह धारण कर सकता है। 

द्विज सबेरे और साथंकालमें एकाग्रचित्त होकर 
संध्योपासन करे । जो काम, लोभ, भय अथवा मोहबश 
संध्योपासन त्याग देता है, बह गिर जाता है। संध्या 
करनेके पश्चात्‌ द्विज प्रसन्नचित्त होकर सायंकाल और 
प्रातःकालमें अग्निहोत्र करे। फिर दुबारा स्नान करके 
देवताओं, ऋषियों और पितरोंका तर्पण करे । इसके बाद 
पत्र, पुष्प, फल, जौ और जल आदिसे देवताओंकी पूजा 
करे । प्रतिदिन आयु और आरोग्यकी सिंद्धिके लिये तन्द्रा 
और आलस्य आदिका परित्याग करके “मैं अमुक हूँ 
और आपको प्रणाम करता हूँ' इस प्रकार अपने नाम, 
गोत्र आदिका परिचय देते हुए धर्मतः अपनेसे बड़े 
पुरुषोंको विधिपूर्वक प्रणाम करे और इस प्रकार 
गुरुजनॉको नमस्कार करनेका स्वभाव बना ले । नमस्कार 
करनेवाले ब्राह्मणको बदलेमें `' आयुष्मान्‌ भव सौम्य !' 
कहना चाहिये तथा उसके नामके अन्तमें झुताकारका 
उच्चारण करना चाहिये । यदि नाम हरन्त हो, तो अन्तिम 
हलके आदिका अक्षर पुत बोलना चाहिये।* जो 


# पाणिनिने भी 'प्रत्यभिवादेउशूद्रे' (८ । २ । ८३) --इस सूत्रके द्वारा इस नियमका उल्लेख किया है । इसके अनुसार आशीर्वाद 


बाक्यके 'टि' को 'झुत' स्वरसे बोला जाता है। किन्तु उस वाक्यके अन्तमें प्रणाम करनेवालेका नाम या 'सौम्य' आदि पद ही प्रयुक्त 
होते हैं। यदि नाम स्वरान्त हो तो अन्तिम अक्षरको ही 'टि' संज्ञा प्राप्त होगी और यदि हलन्त हुआ तो अन्तिम अक्षरके पूर्ववर्ती स्वरको 
'टि' माना जायगा; उसीका प्लुत-उच्चारण होगा । हस्वका उच्चारण एक मात्रका, दीर्घका दो मात्राका और प्रुतका तीन मात्राका होता है । 
अतः हस्वे उच्चारणमें जितना समय लगता है, उससे तिगुने समयमें छुतका ठीक उच्चारण होता है । यह नियम ब्राहण, क्षत्रिय तथा 
बैझ्य---तीनों वर्णेके पुरुषोंके लिये लागू होता है । यदि प्रणाम करनेवाला शूद्र या रू हो तो उसे आशीर्वाद देते समय उसके नामका 
अन्तिम अक्षर पुत नहीँ बोला जाता । प्रणाम-वाक्य इस प्रकार होना चाहिये--“अमुक, गोत्रः अमुकरार्माहे (वर्माहे गुप्ोऽहे वा) 
भवन्तमभिवादये ।' आशीर्वाद-नाक्य ऐसा होना चाहिये--' आयुष्मान्‌ भन सौम्य ३ आयुष्मानेधीन्द्रशर्स ३ न, आयुष्पानेधीन्द्रवर्म ३ 
न्‌ अथवा आयुष्मानेधीन्द्रगुप्त ३, इत्यादि । जो इस प्रकार आशीर्वाद देना जानता हो उसीको उक्त विधिसे नाम-गोत्रादिका उच्चारण 
करके प्रणाम करना चाहिये; जो न जाने, उससे “अयमहं प्रणमामि' आदि साधारण वाक्य बोलना चाहिये । 


३८० 


« अर्चयस्व हषीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पद्यपुराण 


ब्राह्मण प्रणामके बदले उक्तरूपसे आशीर्वाद देनेकी 
विधि नहीं जानता, वह विद्वान्‌ पुरुषक्रे द्वारा प्रणाम 
करनेके योग्य नहीं है । जैसा शूद्र है, वैसा ही वह भी है। 
अपने दोनों हाथोंको विपरीत दिशामें करके गुरुके 
चरणोंका स्पर्श करना उचित है। अर्थात्‌ अपने बायें 
हाथसे गुरुके बायें चरणका और दाहिने हाथसे दाहिने 
चरणका स्पर्श करना चाहिये। शिष्य जिनसे लौकिक, 
वैदिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करता है, उन 
गुरुदेवको वह पहले प्रणाम करे । 
जल, भिक्षा, फूल और समिधा--इनहें दूसरे 
दिनके लिये संग्रह न करे--प्रतिदिन जाकर 
आवञ्यकताके अनुसार ले आये । देवताके निमित्त किये 
जानेवाले कार्योमें भी जो इस तरहके दूसरे-दूसरे 
आवश्यक सामान हैं, उनका भी अन्य समयके लिये 
संग्रह न करे! ब्राह्मणसे भेंट होनेपर कुशल पूछे, 
क्षत्रियसे अनामय, वैझ्यसे क्षेम और शूद्रसे आरोग्यका 
प्रश्न करे। उपाध्याय (गुरु), पिता, बड़े भाई, राजा, 
मामा, श्वुर, नाना, दादा, वर्णमें अपनेसे श्रेष्ठ व्यक्ति 
तथा पिताका भाई- ये पुरुषोंमें गुरु माने गये हैं । माता, 
नानी, गुरुपली, बुआ, मौसी, सास, दादी, बड़ी बहिन 
और दूध पिलानेवाली धाय--इनहें स्त्रियोंमें गुरु माना 
गया है। यह गुरुवर्ग माता और पिताके सम्नन्धसे है, 
ऐसा जानना चाहिये तथा भन, वाणी और शरीरकी 
क्रियाद्वारा इनके अनुकूल आचरण करना चाहिये। 
'गुरुजनॉको देखते ही उठकर खड़ा हो जाय और हाथ 
जोड़कर प्रणाम करे । इनके साथ एक आसनपर न बैठे । 
इनसे विवाद न करे। अपने जीवनकी रक्षाके लिये भी 
गुरुजनोंके साथ द्वेषपूर्वक बातचीत न करे । अन्य गुणोंके 


द्वारा ऊँचा उठा हुआ पुरुष भी गुरुजनोंसे द्वेष करनेके 
कारण नीचे गिर जाता है। समस्त गुरुजनोंमें भी पाँच 
विशेष रूपसे पूज्य हैं । उन पाँचोंमें भी पहले पिता, माता 
और आचार्य--ये तीन सर्वश्रेष्ठ हैं। उनमें भी माता 
सबसे अधिक सम्मानके योग्य है । उत्पन्न करनेवाला 
पिता, जन्म देनेवाली माता, विद्याका उपदेश देनेवाला 
गुरु, बड़ा भाई और स्वामी--ये पाँच परमपूज्य गुरु माने 
गये हैं। कल्याणकामी पुरुषको चाहिये कि अपने पूर्ण 
अयत्रसे अथवा प्राण त्यागकर भी इन पाँचोंका विशेष 
रूपसे सम्मान करे जबंतक पिता और माता--ये दोनों 
जीवित हों, तबतक सब कुछ छोड़कर पुत्र उनकी सेवामें 
संलग्न रहे। पिता-माता यदि पुत्रके गुणोंसे भलीभाँति 
प्रसन्न हों, तो वह पुत्र उनकी सेवारूप कर्मसे ही सम्पूर्ण 
धर्मोका फल प्राप्त कर लेता है । माताके समान देवता 
और पिताके समान गुरु दूसरा नहीं है। उनके किये हुए 
उपकारोंका बदला भी किसी तरह नहीं हो सकता । अतः 
मन, वाणी और क्रियाद्वारा सदा उन दोनोंका प्रिय करना 
चाहिये; उनकी आज्ञाके बिना दूसरे किसी धर्मका 
आचरण न करे ।* परन्तु मह निषेध मोक्षरूपी फल 
देनेवाले नित्य-मैमित्तिक कर्मोको छोड़कर ही लागू होता 
है। [मोक्षके साधनभूत नित्य-नैमित्तिक कर्म अनिवार्य 
हैं, उनका अनुष्ठान होना ही चाहिये; उनके लिये 
किसीकी अनुमति लेना आवश्यक नहीं हैं।] यह धर्मके 
सार-तत्त्वका उपदेश किया गया है । यह मृत्युके बाद भी 
अनन्त फलको देनेवाला है । उपदेशक गुरुकी विधिवत्‌ 
आराधना करके उनकी आज्ञासे घर लौटनेबाला शिष्य 
इस ल््रोकमें विद्याका फल भोगता है और मृत्युके पश्चात्‌ 
स्वर्गमें जाता है। 


३ गुरूणामपि सर्वेषां पञ्च पूज्या विशेषतः ! तेवामाद्याख्यः श्रेष्ठास्तेषा माता सुपूजिता ॥ 
यो भाषयति या सूते येन विद्योपदिस्यते । ज्येष्ठो भ्राता च भर्ता च यञ्ैते शुरथः स्मृताः ॥ 


आत्मनः सर्वयत्नेन प्राणत्यागेन वा पुनः । पूजनीया 
यावत्‌ पिता च माता च द्वावेतौ निर्विकारिणौ । तावत्सर्वं 


विशेषेण पञैते भूतिमिच्छता॥ 
परित्यज्य पुत्र: स्यात्तत्परायणः ॥ 


पिता माता च सुप्रीतौ स्यातां पुत्रगुणैर्यदि । स पुत्रः सकले घर्म प्रा्रुयात्तेन कर्मणा ॥ 
नास्ति मातृसमं दैनं नास्ति पितृसमो गुरुः । तयोः प्रत्युपकारोऽपि न कर्थचन विद्यते ॥ 
तयोर्नित्यं प्रियं कुर्यात्‌ कर्मणा मनसा गिरा।न ताभ्यामननुज्ञातो धर्ममन्यं समाचरेत्‌ ॥(५१। ३५-४१) 


स्वर्गखण्ड ] 


+ अहाचारीके पालन करनेयोम्य नियम » 


३८१ 


४4७५६५५७३५ ७५७७५५५०५७७७५५५५७ ७७५७७ ५७७३७/७ ९७७४७७७७७७ ४३७३७४३७७६ ७७४७७७७७७७ ७७७५७७७७७७ ७०७५४७७७७७ ७७७३ 


ज्येष्ठ भ्राता पिताके समान है; जो मूर्ख उसका 
अपमान करता है, वह उस पापके कारण मृत्युके बाद 
घोर नरकमें पड़ता है। सत्पुरुषोंके मार्गपर चलनेवाले 
पुरुषको स्वामीका सदा सम्मान करना चाहिये। इस 
संसारमें माताका अधिक उपकार है; इसलिये उसका 
अधिक गौरव भाना गया है। मामा, चाचा, श्वशुर, 
ऋत्विज और गुरुजनोंसे “मैं अमुक हूँ' ऐसा कहकर 
बोले और खड़ा होकर उनका स्वागत करे । यज्ञमें दीक्षित 
पुरुष यदि अवस्थामें अपनेसे छोटा हो, तो भी उसे नाम 
लेकर नहीं बुलाना चाहिये । धर्मज्ञ पुरुषको उचित है कि 
चह उससे “भोः !' और 'भबत? (आप) आदिं 
कहकर बात करे । ब्राह्मण और क्षत्रिय आदिके द्वारा भी 
नह सदा सादर नमस्कारके योग्य और पूजनीय है। उसे 
मस्तक झुकाकर प्रणाम करना चाहिये। क्षत्रिय आदि 
यदि ज्ञान, उत्तम कर्म एवं श्रेष्ठ गुणॉसे युक्त होते हुए 
अनेक झाखोकि विद्वान्‌ हों, तो भी ब्राह्मणके द्वारा 
नमस्कारके योग्य कदापि नहीं हैं। ब्राह्मण अन्य सभी 
खर्णेकि लोगोसे स्वस्ति कहकर बोले--यह श्रुतिकी 
आज्ञा है । एक वर्णके पुरुषको अपने समान वर्णवालोंको 
प्रणाम ही करना चाहिये । समस्त वणेकि गुरु ब्राह्मण हैं, 
ब्राह्मणोंके गुरु अभि, हैं, खीका एकमात्र गुरु पति है और 
अतिथि सबका गुरु है। विद्या, कर्म, वय, भाई-बन्धु 
और कुल--ये पाँच सम्मानके कारण बताये गये हैं। 
इनमें पिछलोंकी अपेक्षा पहले उत्तरोत्तर श्रेष्ठ हैं।* 
ब्राह्मणादि तीन वर्णोमे जहाँ इन पाँचोमेंसे अधिक एवं 
प्रबल गुण होते हैं, नही सम्मानके योग्य समझा जाता 
है। दसवीं (९० वर्षसे ऊपरकी) अवस्थाको प्राप्त हुआ 
शूद्र भी सम्मानके योग्य होता है। ब्राह्मण, स्त्री, राजा, 
नेत्रहीन, वृद्ध, भारसे पीड़ित मनुष्य, रोगी तथा दुर्नळको 
जानेके लिये मार्ग देना चाहिये ।औ 
ब्रह्मचारी प्रतिदिन मन और इन्द्रियोको संयममें 


रखते हुए शिष्ट पुरुषेकि घरोंसे . भिक्षा ले आये तथा 
गुरुको निवेदन कर दे! फिर गुरु उसमेंसे जितना 
भोजनके लिये दें, उनकी आज्ञाके अनुसार उतना ही 
लेकर मौनभावसे भोजन करे । उपनयन-संस्कारसे युक्त 
श्रेष्ठ ब्राह्मण 'भवत' शब्दका पहले प्रयोग करके अर्थात्‌ 
“भवति भिक्षां मे देहि' कहकर भिक्षा माँगे। क्षत्रिय 
ब्रह्मचारी वाक्यके बीचमें और वैश्य अन्तमें “भवत 
शब्दका प्रयोग करे, अर्थात्‌ क्षत्रिय “भिक्षा भवति मे 
देहि' और वैश्य 'भिक्षां मे देहि भवति' कहे । ब्रह्मचारी 
सबसे पहले अपनी माता, बहिन अथवा मौसीसे भिक्षा 
माँगे । अपने सजातीय लोगॉके घरोंमें ही भिक्षा माँगे 
अथवा सभी वर्णेकि घरसे भिक्षा ले आये। भिक्षाके 
सम्बन्धमें दोनों ही प्रकारका विधान मिलता है । किन्तु 
पतित आदिके घरसे भिक्षा लाना वर्जित है। जिनके यहाँ 
वेदाध्ययन और यज्ञोंकी परम्परा बंद नहीं है, जो अपने 
कर्मके लिये सर्वत्र प्रइंसित हैं, उन्हीके घरोंसे जितेन्द्रिय 
ब्रह्मचारी प्रतिदिन भिक्षा ले आये। गुरुके कुलमें भिक्षा 
न माँगे । अपने कुटुम्ब, कुल और सम्बन्धियॉके यहाँ भी 
भिक्षाके लिये न जाय। यदि दूसरे घर न मिलें तो 
यथासम्भव ऊपर बताये हुए पूर्व-पूर्व गृहोंका परित्याग 
करके भिक्षा ले सकता है । यदि पूर्वकथनानुसार योग्य 
घर मिलना असम्भव हो जाय तो समूचे गाँवमें भिक्षाके 
लिये विचरण करे। उस समय मनको काबूमें रखकर 
मौन रहे और इधर-उघर दृष्टि न डाले । 

इस प्रकार सरलभावसे आवश्यकतानुसार 
भिक्षाका संग्रह करके भोजन करे । सदा जितेन्द्रिय रहे । 
मौन रहकर एवं एकाग्रचित्त हो त्रतका पालन करनेवाला 
ब्रह्मचारी प्रतिदिन भिक्षाके अन्नसे ही जीवन-निर्षाह करे, 
एक स्थानका अन्न न खाय ।.भिक्षासे किया हुआ निर्वाह 
ब्रह्मचारीके लिये उपवासके समान माना गया है। 
ब्रह्मचारी भोजनको सदा सम्मानकी दृष्टिसे देखे । गर्यमें 


# गुरुरभिर्ट्रजातीना वर्णानौ आह्णो गुरु: | पतिरेको गुरुः स्रीणां सर्वस्याभ्यागतो गुरुः ॥ 
विद्या कर्म वयो बन्धुः कुलं भवति पञ्चमम्‌ । मान्यस्थानानि पखाहुः पूव पूर्व गुरूत्तरात्‌ ॥ (५१ । ५१-५२) 
गै पन्था देयो आहाणाय स्त्रये रज्ञे विचक्षूचे । वृद्धाय भारभआय रोगिणे दुर्बजाय च ॥(५१। ५४) 


३८२ 


* अर्चयस्व हृषीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ « 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


आकर अन्नकी गर्हणा न करे। उसे देखकर हर्ष प्रकट 
'करे। मनमें प्रसन्न हो और सब प्रकारसे उसका 
अभिनन्दन करे। अधिक भोजन आरोग्य, आयु और 
स्वर्गलोककी प्राप्तिमें हानि पहुँचानेवाला है; वह पुण्यका 
नाशक और लोक-निन्दित है । इसलिये उसका परित्याग 
कर देना चाहिये । पूर्वाभिमुख होकर अथवा सूर्यकी ओर 
मुँह करके आत्रका भोजन करना उचित है । उत्तराभिमुख 
होकर कदापि भोजन न करे। यह भोजनकी सनातन 
विधि है। भोजन करनेवाला पुरुष हाथ-पैर धो, शुद्ध 
स्थानमें बैठकर पहले जलसे आचमन करे; फिर 
भोजनके पश्चात्‌ भी उसे दो बार आचमन करना चाहिये । 
भोजन करके, जल पीकर, सोकर उठनेपर और 
'ख्रान करनेपर, गलियोंमें घूमनेपर, ओठ चाटने या स्पर्श 
करनेपर, वस्र पहननेपर, वीर्य, मूत्र और मलका त्याग 
करनेपर, अनुचित नात कहनेपर, थूकनेपर, अध्ययन 
आरम्भ करनेके समय, खाँसी तथा दम उठनेपर, चौराहे 
या इमशानभूमिमें घूमकर लौटनेपर तथा दोनों 
संघ्याओंके समय श्रेष्ठ द्विज आचमन किये होनेपर भी 
फिर आचमन करे । चाष्डालों और म्लेच्छोंके साथ बात 
करनेपर, स्त्रियों, शूद्रों तथा जूठे मुँहवाले पुरुषॉसे 
वार्तालाप होनेपर, जूठे मुंहवाले पुरुष अथवा जूठे 
भोजनको देख लेनेपर तथा आँसू या रक्त गिरनेपर भी 
आचमन करना चाहिये। अपने शरीरसे खियोका स्पर्श 
हो जानेपर, अपने बालों तथा खिसककर गिरे हुए 
स्तरका स्पर्श कर लेनेपर धर्मकी दुष्टिसे आचमन करना 
उचित है । आचमनके लिये जल ऐसा होना चाहिये, जो 
गर्म न हो, जिसमें फेन न हो तथा जो खारा न हो। 
पनित्रताकी इच्छा रखनेवाला पुरुष सर्वदा पूर्वाभिमुख या 
उत्तराभिमुख बैठकर ही आचमन करे। उस समय सिर 
अथवा गलेको ढके रहे तथा बाल और चोटीको खुला 
रखे। कहींसे आया हुआ पुरुष दोनों पैरोंको घोये बिना 
पवित्र नहीं होता ! विद्वान्‌ पुरुष सीढ़ीपर या जलमें खड़ा 
होकर अथवा पगड़ी बाँधे आचमन न करे । बरसती हुई 
धाराके जळसे अथवा खड़ा होकर या हाथसे उल्त्रेचे हुए 
जलके द्वारा आचमन करना उचित नहीं है। एक हाथसे 


दिये हुए जलके द्वारा अथवा बिना यज्ञोपवीतके भी 
आचमन करना निषिद्ध है। खड़ाऊं पहने हुए अथवा 
घुटनोंके बाहर हाथ करके भी आचमन नहीं करना 
चाहिये। बोलते, हँसते, किसीकी ओर देखते तथा 
निछौनेपर लेटे हुए भी आचमन करना निषिद्ध है । जिस 
जलको अच्छी तरह देखा न गया हो, जिसमें फेन आदि 
हों, जो शूद्रके द्वारा अथवा अपवित्र हाथॉसे लाया गया 
हो तथा जो खारा हो, ऐसे जलसे भी आचमन करना 
अनुचित है । आचमनके समय अँगुलियोंसे शब्द न करे, 
मनमें दूसरी कोई बात न सोचे। हाथसे बिलोड़े हुए 
जलके द्वारा भी आचमन करना निषिद्ध है । ब्राह्मण उतने 
ही जलसे आचमन करनेपर पवित्र हो सकता है, जो 
इदयतक पहुँच सके । क्षत्रिय कण्ठतक पहुँचनेवाले 
आचमनके जलसे शुद्ध होता है । वैश्य जिह्वासे जलका 
आस्वादन मात्र कर लेनेसे पवित्र होता है और स्त्री तथा 
शूद्र जलके स्पर्झमात्रसे शुद्ध हो जाते हैं। 

अंगूठेकी जड़के भीतरकी रेखामें ब्राह्मतीर्थ बताया 
जाता है। अंगूठे और तर्जनीके बीचके भागको पितृतीर्थ 
कहते हैं। कानी अंगुलीके मूलसे पीछेका भाग 
प्राजापत्यतीर्थ कहलाता है। अँगुलियोंका अग्रभांग 
देवतीर्थ माना गया है! उसीको आर्षतीर्थ भी कहते हैं । 
अथवा अँगुलियेकि मूलभागमें दैव और आर्षतीर्थ तथा 
मध्यमे आग्नेय तीर्थ है । उसीको सौमिक तीर्थ भी कहते 
हैं। यह जानकर मनुष्य मोहमें नहीं पड़ता । ब्राह्मण सदा 
ब्रह्मतीर्थे ही आचमन करे अथवा देवतीर्थसे 
आचमनकी इच्छा रखे। किन्तु पितृ-तीर्थसे कदापि 
आचमन न करे। पहले मन और इन्द्रियॉको संयममें 
रखकर ब्राह्मतीर्थसे तीन बार आचमन करे। फिर 
अंगूठेके मूलभागसे मुँहको पॉछते हुए उसका स्पर्श 
करे। तत्पश्चात्‌ अंगूठे और अनामिका अँगुलियोंसे 
दोनों नेत्रोंका स्पर्श करे। फिर तर्जनी और अगूठेके 
योगसे नाकके दोनों छिद्रोंका, कनिष्ठा और अंगूठेके 
संयोगसे दोनों कानोंका, सम्पूर्ण अगुखियोके योगसे 
इदयका, करतलसे मस्तकका और अंगूठेसे दोनों 
कंधोंका स्पर्श करे। 


द्विज तीन बार जो जलका आचमन करता है, 
उससे ब्रह्मा, विष्णु और महादेवजी तृप्त होते हैं--ऐसा 
हमारे सुननेमें आया है। मुखका परिमार्जन करनेसे गङ्गा 
और यमुनाको तृप्ति होती है। दोनों नेत्रॉके स्पर्शासे सूर्य 
और चन्द्रमा प्रसन्न होते हैं। नासिकाके दोनों छिद्रोंका 
स्पर्श करनेसे अश्विनीकुमारोंकी तथा कानोंके स्पर्शसे 
वायु और अभिकी तृप्ति होती है। हृदयके स्पर्शसे सम्पूर्ण 
देवता प्रसन्न होते हैं और मस्तकके स्पर्शसे वह अद्वितीय 
पुरुष (अन्तर्यामी) प्रसन्न होता है। मधुपर्क, सोमरस, 
पान, फल, मूल तथा गन्ना--इन सबके खाने-पीनेमें 
मनुजीने दोष नहीं बताया हे--उससे मुँह जूठा नहीं 
होता । अन्न खाने या जळ पीनेके लिये प्रवृत्त होनेवाले 
मनुष्यके हाथमें यदि कोई वस्तु हो तो उसे पृथ्वीपर 
रखकर आचमनके पश्चात्‌ उसपर भी जल छिड़क देना 
चाहिये। जिस-जिस वस्तुको हाथमें लिये हुए मनुष्य 
अपना मुँह जूठा करता है, उसे यदि पृथ्बीपर न रखे तो 
बह स्वयं भी अशुद्ध ही रह जाता है । नख आदिके विषयमें 
विकल्प है--उसे पृथ्वीपर रखा भी जा सकता है और 
नहीं भी। उसका स्पर्श करके आचमन करना चाहिये। 
रातके समय जंगलमें चोर और व्याघोंसे भरे हुए रास्तेपर 
चलनेवाला पुरुष द्रव्य हाथमें लिये हुए भी मल-मूत्रका 
त्याग करके दूषित नहीं होता । यदि दिनमें शौच जाना हो 
तो जनेऊको दाहिने कानपर चढ़ाकर उत्तराभिमुख हो 
मल-मूत्रका त्याग करे। यदि रात्रिमें जाना पड़े तो 
दक्खिनकी ओर मुँह करके बैठना चाहिये। पृथ्वीको 
लकड़ी, पत्ते, मिट्टी, ढेले अथवा घाससे ढककर तथा 
अपने मस्तकको भी वरूसे आच्छादित करके मल- 


मूत्रका त्याग करना चाहिये। किसी पेड़की छायामें, 
कुएँके पास, नदीके किनारे, गोशाला, देवमन्दिर तथा 
जलमें, रास्तेपर, राखपर, अग्रिमें तथा शमशान-भूमिमें 
भी मल-मूत्रका त्याग नहीं करना चाहिये। गोबरपर, 
'काठपर, बहुत बड़े वृक्षपर तथा हरी-भरी घासमें भी 
मल-मूत्र करना निषिद्ध है। खड़े होकर तथा नग्न होकर 
भी सल-मूत्रका त्याग नहीं करना चाहिये । पर्वतमण्डलमें, 
पुराने देवालयमें, बाँबीपर तथा किसी भी गद्देमें मल- 
मूत्रका त्याग वर्जित है। चलते-चलते भी पाखाना और 
पेझाब नहीं करना चाहिये । भूसी, कोयले तथा ठीकरेपर, 
खेतमें, बिलमें, तीर्थमें, चौराहेपर अथवा सड़कपर, 
जगीचेमें, जलके निकट, कसर भूमिमें तथा नगरके 
भीतर--इन सभी स्थानोंमें मल-मूत्रका त्याग मना है। 
खड़ाऊँ या जूता पहनकर, छाता लगाकर, 
अन्तरिक्षमें, स्त्री, गुरु, ब्राह्मण, गौ, देवता, देवालय तथा 
जलकी ओर मुँह करके, नक्षत्रों तथा महोंको देखते हुए 
अथवा उनकी ओर मुँह करके तथा सूर्य, चन्द्रमा और 
अग्निकी ओर दृष्टि करके भी कभी मल-मूत्रका त्याग 
नहीं करना चाहिये। शौच आदि होनेके पश्चात्‌ कहीं 
किनारेसे लेप और दुर्गन्धको मिटानेवाली मिट्टी लेकर 
आलस्यरहित हो विशुद्ध एवं बाहर निकाले हुए जलसे 
हाथ आदिकी शुद्धि करे। ब्राह्मणको उचित है कि वह 
रेत मिली हुई अथवा कीचड़की मिट्टी न ले । रास्तेसे, 
सर भूमिसे तथा दूसरोंके शौचसे बची हुई मिट्टीको भी 
काममें न ले । देवमन्दिरसे, कुएँसे, घरकी दीवारसे और 
जलसे भी मिट्टी न ले। तदनन्तर, हाथ-पैर धोकर 
अतिदिन पूर्वोक्त विधिसे आचमन करना चाहिये। 


* ——= 


ब्रह्मचारी शिष्यके धर्म 


व्यासजी कहते हैं--महर्षियो ! इस प्रकार दण्ड, 
मेखला, मृगचर्म आदिसे युक्त तथा शौचाचारसे सम्पन्न 
ब्रह्मचारी गुरुके मुँहकी ओर देखता रहे और जन वे 
चुलायें तभी उनके पास जाकर अध्ययन करे । सदा हाथ 
जोड़े रहे, सदाचारी और संयमी बने । जब गुरु बैठनेकी 


आज्ञा दें, तन उनके सामने बैठे ! गुरुकी बातका श्रवण 
और गुरुके साथ वार्तालाप--ये दोनों कार्य लेटे-लेटे न 
करे और भोजन करते समय भी न करे। उस समय न 
तो खड़ा रहे और न दूसरी ओर मुख ही फेरे। गुरुके 
समीप शिष्यकी शय्या और आसन सदा नीचे रहने 


३८४ 


५ अर्चयस्व हषोकेश यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


चाहिये। जहाँतक गुरुकी दृष्टि पड़ती हो, वहाँतक 
'मनमाने आसनपर न बैठे। गुरुके परोक्षमें भी उनका 
नाम न ले। उनकी चाल, उनकी बोली तथा उनकी 
चेष्टाका अनुकरण न करें। जहाँ गुरुपर लाञ्छन लगाया 
जाता हो अथवा उनकी निन्दा हो रही हो, वहाँ कान मूँद 
लेने चाहिये अथवा वहाँसे अन्यत्र हट जाना चाहिये। दूर 
खड़ा होकर, क्रोधमें भरकर अथवा स्त्रीके समीप रहकर 
गुरुकी पूजा न करे। गुरुकी बातोंका प्रत्युत्तर न दे । यदि 
गुरु पास ही खड़े हों तो स्वयं भी बैठा न रहे | गुरुके 
लिये सदा पानीका घड़ा, कुश, फूल और समिधा लाया 
करे। प्रतिदिन उनके आँगममें झाडू देकर उसे लीप-पोत 
दे। गुरुके उपभोगमें आयी हुई वस्तुओपर, उनकी 
जाय्या, खड़ाऊं, जूते, आसन तथा छाया आदिपर कभी 
पैर न रखे ! गुरुके लिये दाँतिन आदि त्त्र दिया करे। जो 
कुछ प्राप्त हो, उन्हें निवेदन कर दे! उनसे पूछे बिना कहीं 
न जाय और सदा उनके प्रिय एवं हितर्मे संल रहे! 
गुरुके समीप कभी पैर न फैलाये । उनके सामने जैभाई 
लेना, हँसना, गला ढैंकना और अँगड़ाई लेना सदाके 
लिये छोड़ दे! समयानुसार गुरुसे, जबतक कि वे 
पढ़ानेसे उदासीन न हो जायें, अध्ययन करे । गुरुके पास. 
नीचे बैठे । एकाम चित्तसे उनकी सेवामें लगा रहे । गुरुके 
आसन, शय्या और सवारीपर कभी न बैठे । गुरु यदि 
दौड़ते हों तो उनके पीछे-पीछे स्वयं भी दौड़े । बे चलते 
हों तो स्वयं भी पीछे-पीछे जाय । बैलगाड़ी, घोडागाडी, 
ऊँटगाड़ी, महलकी अटारी, कुशकी चटाई, शिलाखण्ड 
तथा नावपर गुरुके साथ शिष्य भी बैठ सकता है। 
शिष्यको सदा जितेन्द्रिय, जितात्मा, क्रोधहीन और 
पवित्र रहना चाहिये। वह सदा मधुर और हितकारी 
बचन बोले। चन्दन, माला, स्वाद, भृङ्गार, सीपी, 
प्राणियोकी हिंसा, तेलकी मालिश, सुरमा, शर्बत आदि 
पेय, छत्रधारण, काम, लोभ, भय, निद्रा, गाना-बजाना, 
दूसरोंको 'फटकारना, किसीपर लाञ्छन लगाना, स्त्रीको 
ओर देखना, उसका स्पर्श करना, दूसरेका घात करना 
तथा चुगली खाना--इन दोषॉका यलपूर्वक परित्याग 
करे। जलसे भरा हुआ घडा, फूल, गोबर, मिट्टी और 


५५६०५५७३५५ ६७७४३७७७७७ ७७५ ४४४३४००७४७ ९६७७७७७७१७ ०७७७७७ ७७७५७७७ 


कुश--इन वस्तुओंका आवश्यकताके अनुसार संग्रह 
करे तथा अन्नकी भिक्षा लेनेके लिये प्रतिदिन जाय । घी, 
नमक और बासी अन्न ब्रहाचारीके लिये वर्जित हैं। वह 
कभी नृत्य न देखे! सदा सङ्गीत आदिसे निःस्पृह रहै । 
न सूर्यकी ओर देखे न दाँतन करे । उसके लिये खियोकि 
साथ एकान्तमें रहना और शूद्र आदिके साथ वार्तालाप 
करना भी निषिद्ध है। वह गुरुके उच्छिष्ट औषध और 
अन्नका स्वेच्छासे उपयोग न करे। 

ब्राह्मण गुरुके परित्यागका किसी तरह विचार भी 
मनमें न लाये। यदि मोह या लोभवश वह उन्हें त्याग 
दे तो पतित हो जाता है । जिनसे लौकिक, वैदिक तथा 
आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया जाता है, उन गुरुदेवसे 
कभी द्रोह न करे। गुरु यदि घमंडी, कर्तव्य- 
अकर्तव्यको न जाननेवाला और कुमार्गगामी हो तो 
मनुजीने उसका त्याग करनेका आदेश दिया है । गुरुके 
गुरु समीप आ जायै तो उनके प्रति भी गुरुकी ही भाँति 
बर्ताव करना चाहिये । नमस्कार करनेके पश्चात्‌ जब वे 
गुरुजी आज्ञा दें, तब आकर अपने गुरुओंको प्रणाम 
करना चाहिये। जो विद्यागुरु हों, उनके अति भी यही 
बर्ताव करना चाहिये। जो योगी हों, जो अधर्मसे रोकने 
और हितका उपदेश करनेवाले हों, उनके प्रति भी सदा 
गुरुजनोचित बर्ताव करना चाहिये । गुरुके पुत्र, गुरुकी 
पत्री तथा गुरुके अन्धु-बन्धवेकि साथ भी सदा अपने 
शुरुके समान ही बर्ताव करना उचित है । इससे कल्याण 
होता है। बालक अथवा शिष्य यज्ञकर्ममें माननीय 
पुरुषोंका आदर करे। यदि गुरुका पुत्र भी पढ़ाये तो 
गुरुके समान ही सम्मान पानेका अधिकारी है। किन्तु 
गुरुपुत्रके शरीर दबाने, नहलाने, उच्छिष्ट भोजन करने 
तथा चरण धोने आदिका कार्य न करे । गुरुकी स्त्रियोमें 
जो उनके समान वर्णकी हों, उनका गुरुकी भाँति सम्मान 
करना चाहिये तथा जो समान वर्णकी न हों, उनका 
अभ्युत्थान और प्रणाम आदिके द्वास ही सत्कार करना 
चाहिये। गुरुपलीके प्रति तेल लगाने, नहलाने, शरीर 
दबाने और केशॉका शृङ्गार करने आदिकी सेवा न करे। 
यदि गुरुकी स्त्री युवती हो तो उसका चरण-स्पर्श करके 


» अहाचारी शिष्यके धर्म + 


३८५ 


प्रणाम नहीं करना चाहिये; अपितु “मैं अमुक हूँ', यह 
कहकर पृथ्वीपर ही मस्तक टेकना चाहिये। सत्पुरुषेकि 
धर्मका निरन्तर स्मरण करनेवाले शिष्यको उचित है कि 
वह बाहरसे आनेपर प्रतिदिन गुरुपल्लीका चरण-स्पर् एवं 
अणाम करे। मौसी, मामी, सास, बुआ--ये सब 
गुरुपलीके समान हैं। अतः गुरुपलीकी भाँति इनका भी 
आदर करना चाहिये। अपने बड़े भाइयोंकी सवर्ण 
स्त्रियोंका प्रतिदिन चरण-स्पर्श करना उचित है । परदेशसे 
आनेपर अपने कुटुम्बी और सम्बन्धियोंकी सभी श्रेष्ठ 
स्त्रियॉके चरणोंमें मस्तक झुकाना चाहिये। बुआ, मौसी 
तथा बड़ी बहिनके साथ माताकी ही भाँति बर्ताव करना 
चाहिये, इन सबकी अपेक्षा माताका गौरव अधिक है । 
जो इस प्रकार सदाचारसे सम्पन्न, अपने मनको 
बशमें रखनेवाला और दम्भहीन शिष्य हो, उसे प्रतिदिन 
बेद, धर्मशास्त्र और पुराणोंका अध्ययन कराना चाहिये। 
जब शिष्य सालभरतक गुरुकुलमें निवास कर ले और 
उस समयतक गुरु उसे ज्ञानका उपदेश न करे तो वह 
अपने पास रहनेबाले शिष्यके सारे पापोंको हर लेता है। 
आचार्यका पुत्र, सेवापराथण, ज्ञान देनेवाला, धर्मात्मा, 
पवित्र, शक्तिशाली, अन्न देनेवाला, पानी पिलानेवाला, 
साधु पुरुष और अपना झिष्य--ये दस भ्रकारके पुरुष 
धर्मतः पढ़ानेके योग्य हैं ।* कृतज्ञ, द्रोह न रखनेवाला, 
मेधावी, गुरु बनानेवाला, विश्वासपात्र और प्रिय--ये छः 
प्रकारके द्विज विधिपूर्वक अध्ययन करानेके योग्य हैं। 
शिष्य आचमन करके संयमशील हो उत्तराभिमुख 
बैठकर प्रतिदिन स्वाध्यास करे। गुरुके चरणोंमें प्रणाम 
करके उनका मुँह जोहता रहे । जब गुरु कहें “सौम्य ! 
आओ, पढ़ो,” तब उनके पास जाकर पाठ पढे और जब 
वे कहें कि “अन पाठ नंद करना चाहिये', तब पाठ बंद 
कर दे। अग्निके पूर्व आदि दिशाओंमें कुश विछाकर 
उनकी उपासना करे । तीन आणायामॉसे पवित्र होकर 
ब्रह्मचारी ॐ०कारके जपका अधिकारी होता है। 


ब्राह्मणो ! विप्रको अध्ययनके आदि और अन्तमें भी 
विधिपूर्वक प्रणबका जप करना चाहिये । प्रतिदिन पहले 
वेदको अञ्जलि देकर उसका अध्ययन कराना चाहिये । 
बेद सम्पूर्ण भूतोंके सनातन नेत्र हैं; अतः प्रतिदिन उनका 
अध्ययन करे अन्यथा वह ब्राह्मणत्वसे गिर जाता है । जो 
नित्यप्रति ऋग्वेदका अध्ययन करता है, वह दूधकी 
आहूतिसे; जो यजुर्वेदका पाठ करता है, वह दहीसे; जो 
सामवेदका अध्ययन करता है, वह घीकी आहुतियॉंसे 
तथा जो अथर्ववेदका पाठ करता है, वह सदा मधुसे 
देवताओको तृप्त करता है। उन देवताओके समीप 
नियमपूर्वक नित्यकर्मका आश्रय ले वनमें जा एकाग्र 
चित्त हो गायत्रीका जप करे! प्रतिदिन अधिक- 
से-अधिक एक हजार, मध्यम स्थितिमें एक सौ अथवा 
कम-से-कम दस बार गायत्री देवीका जप करना चाहिये; 
यह जपथज्ञ कहः गया है। भगवान्ते गायत्री और 
वेदोंको तराजूपर रखकर तोला था, एक ओर चारों वेद 
थे और एक ओर केवल गायत्री-मन्त्र । दोनॉका पलड़ा 
बराबर रहा।† द्विजको चाहिये कि वह श्रद्धालु एवं 
एकाग्र चित्त होकर पहले ओङ्कारका और फिर 
व्याहृतियोंका उच्चारण करके गायत्रीका उच्चारण करे । पूर्व 
कल्पमें “भूः', 'भुवः' और 'स्बः'--ये तीन सनातन 
महाव्याहतियाँ उत्पन्न हुई, जो सब प्रकारके अमङ्गलका 
नाश करनेवाली हैं। ये तीनों व्याहतियाँ क्रमशः प्रधान, 
पुरुष और कालका, विष्णु, भ्रा और महादेवजीका 
तथा सत्त्वगुण, रजोगुण और तमोगुणका प्रतीक मानी 
गयी हैं। पहले 'ऑ' उसके बाद 'नह्म' तथा उसके 
पश्चात्‌ गायत्रीमन्त्र-इन सनको मिलाकर यह महायोग 
नामक मन्त्र बनता है, जो सारसे भी सार बताया गया 
है। जो ब्रह्मचारी प्रतिदिन इस वेदमाता गायत्रीका अर्थ 
समझकर जप करता है, वह परमगतिको प्राप्त होता है । 
गायत्री बेदोंकी जननी है, गायत्री सम्पूर्ण संसारको पित्र 
करनेवाली है । गायत्रीसे बढ़कर दूसरा कोई जपने योग्य 


ॐ आचार्यपुत्रः शुश्रूषर्ज्ञानदो धार्मिकः शुचिः । शक्तोज्जदोउ्म्नुदः साधुः स्वोऽध्याप्या दश भर्मतः ॥(५३ । ४०) 
† गायत्रीं चैव वेदांश्च तुल्यातोलयठरभुः । एकतश्चतुरे वेदा गायत्री च तथैकतः ॥(५३ । ५२) 


* अर्चयस्व हुषीकेसं यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त परापुराण 


मन्त्र नहीं है । यह जानकर मनुष्य मुक्त हो जाता है ।* 
द्विजवरो ! आषाढ, श्रावण अथवा भादोंकी 
पूर्णिमाको वेदोंका उपाकर्म बताया गया है अर्थात्‌ 
उक्त तिथिसे वेदोंका स्वाध्याय प्रारम्भ किया जाता है। 
जबतक सूर्य दक्षिणायनके मार्गपर चलते हैं, तबतक 
अर्थात्‌ साढ़े चार महीने प्रतिदिन पवित्र स्थानमें बैठकर 
ब्रह्मचारी एकाग्रतापूर्वक बेदोंका स्वाध्याय करे | तत्पश्चात्‌ 
द्विज पुष्यनक्षत्रमें घरके बाहर जाकर वेदोंका उत्सर्ग 
स्वाध्यायकी समाप्ति करे। शुकृपक्षमें प्रातःकाल और 
कृष्णपक्षमें संध्याके समय वेदोंका स्वाध्याय करना 

चाहिये । 

बेदोंका अध्ययन, अध्यापन प्रयत्नपूर्वक अभ्यास 
करनेवाले पुरुषको नीचे लिखे अनध्यायोंके समय सदा 
ही अध्ययन बंद रखना चाहिये । यदि रातमें ऐसी तेज 
हवा चले, जिसकी सनसनाहट कानोंमें गूँज उठे तथा 
दिनमें घूल उड़ानेबाली आँधी चलने लगे तो अनध्याय 
होता है। यदि निजलीकी चमक, मेघोंकी गर्जना, वृष्टि 
तथा महान्‌ उल्कापात हो तो प्रजापति मनुने अकालिक 
अनध्याय बताया है--ऐसे अवसरोंपर उस समयसे 
लेकर दूसरे दिन उसी समयतक अध्ययन रोक देना 
उचित है। यदि अम्निहोत्रके लिये अगि प्रज्वलित 
करनेपर इन उत्पातोंका उदय जान पड़े तो वर्षाकालमें 
अनध्याय समझना चाहिये तथा वर्षासे भिन्न ऋतुमें यदि 
» बादल दीख भी जाय तो अध्ययन रोक देना चाहिये । 
नर्षाऋतुमें और उससे भिन्न कालमें भी यदि उत्पात- 
सूचक शब्द, भूकम्प, चन्द्र-सूर्यादि ज्योतिर्मय अहेकि 
उपद्र हों तो अकालिक (उस समयसे लेकर दूसरे दिन 
उसी समयतक) अनध्याय समझना चाहिये। यदि 
प्रातःकालमें होमाग्रि प्रज्जलित होनेपर बिजलीकी 
गड़गड़ाहट और मेघकी गर्जना सुनायी दे तो सज्योति 
अनध्याय होता है अर्थात्‌ ज्योति--सूर्यके रहनेतक ही 


अध्ययन बंद रहता है। इसी प्रकार रातमें भी अझि 
ज्वलित होनेके पश्चात्‌ यदि उक्त उत्पात हो तो दिनकी 
ही भाँति सज्योति-ताराओंके दीखनेतक अनध्याय 
माना जाता है। धर्मकी निपुणता चाहनेवाले पुरुषोंके 
लिये गाँवों, नगरों तथा दुर्गन्धपूर्ण स्थानोंमें सदा ही 
अनध्याय रहता है । गाँवके भीतर मुर्दा रहनेपर, शूद्रकी 
समीपता होनेपर, रोनेका शब्द काममें पड़नेपर तथा 
मनुष्योंकी भारी भीड़ रहनेपर भी सदा ही अनध्याय होता 
है । जलमें, आधी रातके समय, मल-मूत्रका त्याग करते 
समय, जूठा मुँह रहनेपर तथा श्राद्धका भोजन कर 
लेनेपर मनसे भी वेदका चिन्तन महीं करना चाहिये । 
विद्वान्‌ ब्राह्मण एकोद्दिष्ट श्राद्धका निमन्त्रण लेकर तीन 
दिनोंतक वेदोंका अध्ययन बंद रखे । राजाके यहाँ सूतक 
(जननाशौच) हो या ग्रहणका सूतक लगा हो, तो भी 
तीन दिनॉतक वेद-मन्त्रोंका उच्चारण न करे । एकोदिष्टमें 
सम्मिलित होनेवाले विद्वान्‌ ब्राह्मणके दारीरमें जबतक 
आद्धके चन्दनकी सुगन्ध और लेप रहे, तबतक वह 
वेद-मन्त्रका उच्चारण न करे। लेटकर, पैर फैलाकर, 
घुटने मोड़कर तथा शूद्रका श्राद्धान्न भोजन करके 
वेदाध्ययन न करे। कुहरा पड़नेपर, बाणका शब्द 
होनेपर, दोनों संध्याओऑके समय, अमानास्था, चतुर्दशी, 
पूर्णिमा तथा अष्टमीको भी वेदाध्ययन निषिद्ध है वेदोके 
उपाकर्मके पहले और उत्सर्गके बाद तीन शततक 
अनध्याय माना गया है। अष्टका तिथियोंको एक 
दिन-रात तथा ऋतुके अन्तकी रात्रियोंको रातभर 
अध्ययन निषिद्ध है । मार्गशीर्ष, पौष और माघ भासके 
कुष्णपक्षमें जो अष्टमी तिथियाँ आती हैं, उन्हें विद्वान्‌ 
पुरुषोंने तीन अष्टकाऑके नामसे कहा है। बहेडा, 
सेमल, महुआ, कचनार और कैथ- इन वुक्षॉकी 
छायामें कभी वेदाध्ययन नहीं करना चाहिये। अपने 
सहपाठी अथवा साथ रहनेवाले ब्रह्मचारी या आचार्यकी 


ॐ ओङ्कारस्तत्परे ब्रह्मा सावित्री स्यात्तदुत्तरम्‌ । एष मन्त्रो महायोगः सारात्‌ सार उदाहृतः ॥ 
योऽधीतेऽहन्यहन्येतां गायत्रीं वेदमातरम्‌ । विज्ञायाधै अह्मचारी स याति परमां गतिम्‌॥ 
गायत्री वेदजननी गायत्री ख्रोकपावनी । गायत्र्या न परै जप्यमेतद्विज्ञाय मुच्यते ॥ (५३ । ५६-५८) 


स्वर्गखण्ड ] 


क स्त्रातक और गृहस्थके थर्मॉका वर्णन + 


३८७ 


3904404444544444445::000/£:0054445052:2454०045/5024455:05/०63045955250:4354544954494:4435494504825::: 


मृत्यु हो जानेपर तीन राततक अनध्याय माना गया है। 
ये अवसर वेदपाठी ब्राह्मणोंके लिये ठिद्ररूप हैं, अतः 
अनध्याय कहे गये हैं। इनमें अध्ययन करनेसे राक्षस 
हिंसा करते हैं; अतः इन अनध्यायोंका त्याग कर देना 
चाहिये । नित्य कर्ममें अनध्याय नहीं होता । संध्योपासन 
भी बराबर चलता रहता है! उपाकर्ममें, उत्सर्गमें, 
होमके अन्तमें तथा अष्टकाकी आदि तिथियोंको वायुके 
चलते रहनेपर भी स्वाध्याय करना चाहिये । वेदाङ्गं, 
इतिहास-पुराणों तथा अन्य धर्मशास्त्रॉके लिये भी 
अनध्याय नहीं है। इन सबको अनध्यायकी कोटिसे 
पृथक्‌ समझना चाहिये। 

यह मैंने ब्रह्मचारीके धर्मका संक्षेपसे वर्णन किया 
है । पूर्वकालमें ब्रह्माजीने शुद्ध अन्त:करणबाले क्रषियोके 
सामने इस धर्मका प्रतिपादन किया था। जो द्विज वेदका 
अध्ययन न करके दूसरे शाखोंमें परिश्रम करता है, वह 
मूढ़ और वेदबाह्य माना गया है। ट्विजातियोंको उससे 


बात नहीं करनी चाहिये। द्विजको केवल वेदेविहोमठ 
मात्रसे ही संतोष नहीं कर लेना चाहिये। जो केवल पाठ 
मात्रमें लगा रह जाता है, वह कोचड़में फँसी हुई गौकी 
भाँति कष्ट उठाता है। जो विधिपूर्वक वेदका अध्ययन 
करके उसके अर्थका विचार नहीं करता, वह मूढ़ एवं 
शुद्रके समान है। वह सुपात्र नहीं होता* । यदि कोई 
सदाके लिये गुरुकुलमें वास करना चाहे तो सदा उद्यत 
रहकर शरीर छूटनेतक गुरुकी सेवा करता रहे । बनमें 
जाकर विधिवत्‌ अभिमें होम करे तथा त्रह्मनिष्ठ एवं 
एकाग्रचित्त होकर सदा स्वाध्याय करता रहे । वह भिक्षाके 
अन्नपर निर्भर रहकर योगयुक्त हो सदा गायत्रीका जप और 
झतरुद्रिय तथा विशेषतः उपनिषदोंका अभ्यास करता 
रहे । वेदाध्ययनके विषयमें जो यह परम प्राचीन विधि है, 
इसका भलीभाँति मैंने आपलोगोंसे वर्णन किया है। 
पूर्वकालमें श्रेष्ठ महर्षियोंक पूछनेपर दिव्यशक्तिसम्पन्न 
स्वायम्भुव मनुने इसका प्रतिपादन किया था। 


पा औ “++ 


स्त्रातक और गृहस्थके धर्मोका वर्णन 


व्यासजी कहते हैं--ब्राह्मणो ! श्रेष्ठ ब्रह्मचारी 
अपनी शक्तिके अनुसार एक, दो, तीन अथवा चारों वेदों 
तथा वेदाङ्गोंका अध्ययन करके उनके अर्थको भलीभांति 
हृदयङ्गम करके ्रह्मचर्य-त्रतकी समाप्तिका स्त्रान करे † । 
गुरुको। दक्षिणारूपमें धन देकर उनकी आज्ञा ले स्नान 
करना चाहिये। व्रतको पूरा करके मनको काबूमें 
रखनेवाला समर्थ पुरुष स्त्रातक होनेके योग्य है। वह 
बाँसकी छड़ी, अधोवरन्न तथा उत्तरीय (चादर) धारण 
करे। एक जोड़ा यज्ञोपवीत और जलसे भरा हुआ 
कमण्डलु धारण करे। बाल और नख कटाकर स्रान 
आदिसे शुद्ध हो उसे छाता, साफ पगड़ी, खड़ाऊँ या 


जूता तथा सोनेके कुण्डल धारण करने चाहिये । ब्राह्मण 
सोनेकी मालाके सिवा दूसरी कोई लाल रङ्गकी माला न 
धारण करे। वह सदा श्वेत वस्त्र पहने, उत्तम गन्धका 
सेवन करे और वेष-भूषा ऐसी रखे, जो देखनेमें प्रिय 
जान पडे । धन रहते हुए फटे और मैले वस्न न पहने। 
अधिक लाल और दूसरेके पहने हुए वरू, कुण्डल, 
माला, जूता और खड़ाऊँको अपने कामें न लाये। 
यज्ञोपवीत, आभूषण, कुश और काला मृगचर्म--इन्हें 
अपसव्य भावसे न धारण करे। अपने योग्य ख्रीसे 
विधिपूर्वक विवाह करे । स्त्री शुभ गुणोंसे युक्त, रूपवती, 
सुलक्षणा और योनिगत दोषॉसे रहित होनी चाहिये। 


कै योऽन्यत्र कुरुते यत्रमनधीत्य श्रुति द्विजः। स सम्मूढो न सम्भाष्यो वेदबाह्य द्विजातिभिः ॥ 
न चेदपाठमात्रेण संतुष्टो चै भवेत्‌ द्विजः । पाठमात्रावसन्नस्तु पङ्के गौरिव सीदति॥ 
"योऽधीत्य निधिवद्वेदं बेदाथ न विचारयेत्‌। स सम्मूढः शुद्रकल्पः पात्रतां न प्रपद्यते॥ (५३ । ८४-८६) 


† वेदे वेदौ तथा चेदान्‌ वेदाङ्गानि तथा द्विजाः । अधीत्य चाधिगम्याथै ततः स्त्रायाद्‌ द्विजोत्तमः ॥ (५४ । १) 


३८८ 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


4५५५३५४३७५ ४३ ३७७७३७७७७१ ६ ३३७७७७७७५३ ७७७७३७७७७७ ७७७७५७७७७७ ७७ ७७७७०७६७७७ ६७७७७७७७७७ ७७७७७७७७०० 


मात/4/ गोत्रमें जिसका जन्म न हुआ हो, जो अपने गोत्रमें 
उत्पन्न न हुई हो तथा उत्तम शील और पवित्रतासे युक्त 
हो, ऐसी भार्यासे ब्राह्मण विवाह करे। जबतक पुत्रका 
जन्म न हो, तबतक केवल ऋतुकालमें ख्रीके साथ 
समागम करे। इसके लिये शाख्रॉमें जो निषिद्ध दिन हैं, 
उनका यत्रपूर्वक त्याग करे। षष्ठी, अष्टमी, पूर्णिमा, 
द्वादशी तथा चतुर्दशी--ये तिथियाँ स्नी-समागमके लिये 
निषिद्ध हैं। उक्त नियमोंका पालन करनेसे गृहस्थ भी 
सदा ब्रह्मचारी ही माना जाता है। विवाह-कालकी 
अभिको सदा स्थापित रखे और उसमें अभिदेवताके 
निमित्त प्रतिदिन हवन करे। स्त्रातक पुरुष इन पावन 
नियमोंका सदा ही पालन करे । 
अपने [वर्ण और आश्रमके लिये विहित] वेदोक्त 
कर्मका सदा आलस्य छोड़कर पालन करना चाहिये। जो 
नहीं करता, वह अत्यन्त भयंकर नरकॉमें पड़ता है। सदा 
संयमशील रहकर वेदोंका अभ्यास करे, पञ्च महायज्ञोका 
त्याग न करे, गृहस्थोचित समस्त शुभ कार्य और 
संध्योपासन करता रहे । अपने समान तथा अपनेसे बड़े 
पुरुषोंके साथ मित्रता करे, सदा ही भगवानकी इारणमें 
रहे । देवताओंके दर्शनके लिये यात्रा करे तथा पल्लीका 
पालन-पोषण करता रहे। विद्वान्‌ पुरुष लोगोंमें अपने 
किये हुए धर्मकी प्रसिद्धि न करे तथा पापको भी न 
छिपाये । सम्पूर्ण प्राणियॉपर दया करते हुए सदा अपने 
हितका साधन करे । अपनी वय, कर्म, धन, विद्या, उत्तम 
कुल, देश, वाणी और बुद्धिके अनुरूप आचरण करते 
हुए सदा विचरण करता रहे । श्रुतियों और स्मृतियोमें 
जिसका विधान हो तथा साधु पुरुषोने जिसका भलीभाँति 
सेवन किया हो, उसी आचारका पालन करे; अन्य 
कार्योके लिये कदापि चेष्टा न करे। जिसका उसके 
पिताने अनुसरण किया हो तथा जिसका पितामहेनि 
किया हो, उसी वृत्तिसे वह भी सत्पुरुषोंके मार्गपर चले; 
उसका अनुसरण करनेवाल्त्र पुरुष दोषका भागी नहीं 
होता। प्रतिदिन स्वाध्याय करे, सदा यज्ञोपवीत धारण 
किये रहे तथा सर्वदा सत्य बोले । क्रोधको जीते और 
लोभ-मोहका परित्याग कर दे। गायत्रीका जप तथा 


पितरोंका श्राद्ध करनेवाल्म गृहस्थ मुक्त हो जाता है। 
माता-पिताके हितमें संलग्न, ब्राह्णोंके कल्याणमें तत्पर, 
दाता, याज्ञिक और वेदभक्त गृहस्थ ब्रहालोकर्मे प्रतिष्ठित 
होता है। सदा ही धर्म, अर्थ एवं कामका सेवन करते 
हुए प्रतिदिन देवताओंका पूजन करे और शुद्धभावसे 
उनके चरणोंमें मस्तक झुकाये। बलिवैश्वदेबके द्वारा 
सबको अन्नका भाग दे। निरन्तर क्षमाभाव रखे और 
सबपर दयाभाव बनाये रहे । ऐसे पुरुषको ही गृहस्थ 
कहा गया है; केवल घरमें रहनेसे कोई गृहस्थ नहीं 
हो सकता । 

क्षमा, दया, विज्ञान, सत्य, दम, शाम, सदा 
अध्यात्मचिन्तन तथा ज्ञान--ये ब्राह्मणके लक्षण हैं। 
श्रेष्ठ ब्राह्मणफो उचित है कि वह विज्ञेषतः इन गुणोंसे 
कभी च्युत न हो। आपनी इाक्तिके अनुसार धर्मका 
अनुष्ठान करते हुए निन्दित कर्मोको त्याग दे। मोहरूपी 
कीचड़को घोकर परम उत्तम ज्ञानयोगको प्राप्त करके 
गृहस्थ पुरुष संसार-अन्धनसे मुक्त हो जाता है--इसमें 
अन्यथा विचार नहीं करना चाहिये । 

निन्दा, पराजय, आक्षेप, हिंसा, बन्धन और वधको 
तथा दूसरोंके क्रोधसे उत्पन्न होनेवाले दोषॉको सह लेना 
क्षमा है। आपने दुःखमें करुणा तथा दूसरोंके दुःखमें 
सौहार्द--स्नहपूर्ण सहानुभूतिके होनेको मुनियोंने द्या 
कहा है, जो धर्मका साक्षात्‌ साधन है । छहो अङ्ग, चारों 
बेद, मीमासा, विस्तृत न्याय-शाख, . पुराण और 
धर्मशासत्र--ये चौदह विद्यार हैं । इन: चौदंह विद्याओंको 
यथार्थरूपसे धारण करना--इसीको विज्ञान समझना 
चाहिये । जिससे धर्मकी वृद्धि होती है। विधिपूर्वक 
विद्याका अध्ययन करके तथा धनका उपार्जन कर 
घर्म-कार्यका अनुष्ठान करे--इसे भी विज्ञान कहते हैं। 
सत्यसे मनुष्यलोकपर विजय पाता है, वह सत्य ही परम 
पद है। जो बात जैसे हुई हो उसे उसी रूपमें कहनेको 
मनीषी पुरुषॉने सत्य कहा है । शरीरकी उपरामंताका नाम 
दम है। बुद्धकी निर्मलतासे डाम सिद्ध होता है। अक्षर 
(अविनाशी) पदको अध्यात्म समझना चाहिये; जहाँ 
जाकर मनुष्य शोकमें नहीं पड़ता । जिस विद्यासे षड्विध 


ऐश्वर्ययुक्त परम देवता साक्षात्‌ भगवान्‌ हृषीकेशका ज्ञान मनसे चिन्तन भी न करे । घर्मपर चलनेसे कष्ट हो, तो 
होता है, उसे ज्ञान कहा गया है। जो विद्वान्‌ ब्राह्मण उस भी अधर्मका आचरण नहीं करना चाहिये; क्योंकि 
ज्ञानमें स्थित, भगवत्परायण, सदा ही क्रोधसे दूर धर्म-देवता साक्षात्‌ भगवानके स्वरूप हैं; वे ही सब 
रहनेवाला, पवित्र तथा महायज्ञके अनुष्ठानमें तत्पर प्राणियोंकी गति हैं। द्विज सब भूतोंका प्रिय करनेवाला 
रहनेबाला है, वह उस उत्तम पदको प्राप्त कर लेता है! बने; दूसरेके प्रति द्रोहभावसे किये जानेवाले कर्ममे मन 
यह मनुष्य-शरीर घर्मका आश्रय है, इसका यत्नपूर्वक न लगाये; वेदों और देवताओंकी निन्दा न करे तथा 
पालन करना चाहिये; क्योंकि देहके बिना कोई भी पुरुष निन्दा करनेवरालेकि साथ निवास भी न करे । जो ब्राह्मण 
परमात्मा श्रीविष्णुका ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता ! ट्विजको प्रतिदिन नियमपूर्वक रहकर पवित्रताके साथ इस 
चाहिये कि बह सदा नियमपूर्वक रहकर धर्म, अर्थ और घर्माध्यायको पढ़ता, पढ़ाता अथवा सुनाता है, वह 
कामके साधनमें लगा रहे । धर्महीन काम या अर्थका कभी ब्रहालोकर्मे प्रतिष्ठित होता है ।* 


—— + — 


क श्रुतिसमृत्युदितः सम्यक्साधुभिर्य्च सेवितः। तमाचारं निषेवेत नेहेतान्यत्र कर्हिचित्‌ ॥ 
येनास्य पितरो याता येन याता: पितामहाः । तेन यायात्‌ सता माग तेन गच्छन्न दुष्यति ॥ 
नित्ये स्वाध्यायशीलः स्यान्नित्यं यज्ञोपवीतेयान्‌। सत्यवादी जितक्रोधो त्त्रेभगेहविवर्जितः॥ 
सासित्रोजापनिरतः  श्राद्धकन्मुच्यते गृही । मातापित्रो्हिति युक्तो ्ाह्मणस्य हिते रतः॥ 
दाता यज्वा वेदभक्तो बहालोके महीयते। त्रिवर्गसेवी सततं देवानां ख समर्चनम्‌ ॥ 
कुर्यादहरहर्नित्यै नमस्येत्रयतः सुरान्‌। बिभागशीलः सततं क्षमायुक्तो दयालुकः ॥ 
"गृहस्थस्तु समाख्यातो न गृहेण गृही भवेत्‌ ।। 
क्षमा दया च विज्ञानं सत्यं चैत्र दमः झामः। अध्यात्मनित्यता ज्ञानमेतद्‌ ब्राह्मणलक्षणम्‌॥ 
एतस्मात्र प्रमाद्येत विशेषेण द्विजोत्तमः) यथाशक्ति चरन्‌ घमै निन्दितानि विवर्जयेत्‌ ॥ 
विधूय मोहकलिलं लब्ध्वा योगमनुत्तमम्‌ । गृहस्थो मुच्यते अन्धाननात्र कार्या विचारणा ॥ 
विगर्हातिजयाक्षेपहिंसाबन्धवघात्मनाम्‌ । अन्यमन्युसमुत्थानां दोषाणां मर्षणे क्षमा॥ 
स्वदुःखेषु च कारुण्यं परदुःखेषु सौहृदम्‌। दयेति मुनयः प्राहुः साक्षाद्धर्मस्य साधनम्‌॥ 
अङ्गानि वेदाश्चत्वारो मीमांसा न्यायविस्तरः। पुराण धर्मशाखं च विद्या एताश्षतुर्दश ॥ 
चतुर्दशानां विद्यानां धारणा हि यथार्थतः ! विज्ञानमिति तहिद्याचेन धर्मो विवर्धते॥ 
अधीत्य विधिवद्विद्यामथै चैवोपलष्य तु । धर्मकमीणि कुवीत ह्वोतद्विज्ञानमुच्यते॥ 
सत्येन लोकं जयति सत्यं तत्‌ परमं पदम्‌। यथाभूताप्रमादं तु सत्थमाहुर्मनीषिणः ॥ 
दमः झरीरोपरतिः शामः प्रज्ञाप्रसादतः । अध्यात्ममक्षर विद्यासत्र गत्वा न शोचति॥ 
यया स देवो भगवान्‌ विद्यया बिद्यते पर: । साक्षादेव हषीकेशस्तज्ञानमिति कीर्तितम्‌ ॥ 
तन्निषठस्तत्परो विद्वान्‌ नित्यमक्ोधनः शुचि: | महायज्ञपरो विप्रो लभते तदनुत्तमम्‌॥ 
घर्मस्यायतनं यल्राच्छरीरं परिपाल्येत्‌। न हि देहं विना विष्णुः पुरुषैर्विद्यते परः ॥ 
नित्य धर्मार्थकामेषु युज्येत नियतो द्विजः । न धर्मवर्जिते काममर्थ वा मनसा स्परेत्‌॥ 
सीदन्नपि हि धर्मेण न स्वधर्मं समाचरेत्‌। धर्मों हि भगवान्‌ देवो गतिः सवेषु जन्तुषु ॥ 
भूताना प्रियकारी स्यान्न परद्रोहकर्मधीः । न वेददेवतानिम्दां कुर्यात्तश्न न संवसेत्‌॥ 
यस्त्विमं नियतो विप्रो धर्माध्यायं पठेच्छुचिः । अध्यापयेच््वयेद्‌ वा अ्रहाकोके महीयसे ॥ 

(षड १८---४१) 


३९० 


* अर्जयस्व इधीकेस यदीच्छसि परै पदम्‌ + 


44६५५५५५६३ ३३३३ ३२३ ०५३३७७५ ०७६३७७७ ७७७७५५७६७७ ७७७७७७७७७७ ७७७७ ७७०७७०७०७७ ७ ७७७७७७७७७७ 20%. 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


व्यावहारिक शिष्टाचारका वर्णन 


व्यासजी कहते हैं--ब्राहाणो। किसी भी 
प्राणीकी हिंसा न करे। कभी झूठ न बोले। अहित 
करनेवाला तथा अप्रिय वचन मुँहसे न निकाले। कभी 
चोरी न करे। किसी दूसरेकी वस्तु---चाहे वह तिनका, 
साग, मिट्टी या जल ही क्यों न हो- चुरानेवाला मनुष्य 
नरकमें पड़ता है। राजासे, शूद्रसे, पतितसे तथा दूसरे 
किसीसे भी दान न ले। यदि विद्वान्‌ ब्राह्मण असमर्थ 
हो--उसका दान लिये बिना काम न चले, तो भी उसे 
निन्दित पुरुषोंको तो त्याग ही देना चाहिये । कभी याचक 
न बने; [याचना करे भी, तो] एक ही पुरुषसे दुबारा 
याचना न करे। इस प्रकार सदा या बारंबार माँगनेबाला 
याचक कभी-कभी दुर्बुद्धि दाताका प्राण भी ले लेता है । 
श्रेष्ठ द्विज विशेषतः देवसम्बन्धी द्रव्यका अपहरण न करे 
तथा आहाणका धन तो कभी आपत्ति पड़नेपर भी न छे। 
विषको विष नहीं कहते; ब्राह्मण और देवताका धन 
ही विष कहलाता है; अतः सर्वदा प्रयत्नपूर्वक उससे 
बचा रहे ।* 
द्विजो ! देवपूजाके लिये सदा एक ही स्थानसे 
मालिककी आज्ञा लिये निना फूल नहीं तोड़ने चाहिये । 
विद्वान्‌ पुरुष केवल धर्मकार्यके लिये दूसरेके घास, 
रूकड़ी, फल और फूल ले सकता है; किन्तु इन्हें सबके 
सामने--दिखाकर ले जाना चाहिये । जो इस प्रकार नहीं 
करता, वह गिर जाता है । विप्रगण ! जो लोग कहीं 
मार्गमें हों और भूखसे पीडित हों, वे ही किसी खेतसे 
मुट्टीभर तिल, मूँग या जौ आदि ले सकते हैं अन्यथा 
जो भूखे एवं राही न हों, बे उन वस्तुओंको लेनेके 


अधिकारी नहीं हैं-यही मर्यादा है। जो खास्तवमें 
अलिङ्गी है--जिसने किसी आश्रमका चिह नहीं अहण 
किया है, वह भी यदि दिखावेके तौरपर आश्रमविरोषका 
चिहृ---उसकी वेष-भूषा धारण करके जीविका चलाता 
है तो बह वास्तविक लिङ्गी (आश्रमचिहृधारी) पुरुषके 
पापको अहण करता है तथा तिर्यग्योनिमें जन्भ लेता है। 
नीच पुरुषसे याचना, योनिसम्बन्ध, सहबास और 
बातचीत करनेवाला द्विज गिर जाता है; अतः इन सन 
बातोंसे यलपूर्वक दूर रहना चाहिये। देवद्रोह और 
गुरुद्रोह न करे; देवद्रोहसे भी गुरुद्रोह कोटि-कोटिगुना 
अधिक है। तथा उससे भी करोड़गुना अधिक है दूसरे 
लोगॉपर लाञ्छन लगाना और ईश्वर तथा परलोकपर 
अविश्वास करना । कुत्सित विचार, क्रियालोप, बेदोंके न 
पढ़ने और ब्राह्मणका तिरस्कार करनेसे उत्तम कुल भी 
अधम हो जाते हैं। आसत्यभाषण, परस्रीसंगम, 
अभक्ष्यभक्षण तथा अपने कुलधर्मके विरुद्ध आचरण 
करनेसे कुलका शीघ्र ही नाश हो जाता है। † 

जो गाँव अधार्मिकॉसे भरा हो तथा जहाँ रोगोंकी 
अधिकता हो, वहाँ निवास न करे । शूद्रके राज्यमें तथा 
पाखण्डियॉसे घिरे हुए स्थानमें भी न रहे । द्विज हिमालय 
और विन्ध्याचलके तथा पूर्वसमुद्र और पश्चिमसमुद्रके 
बीचके पवित्र देशको छोड़कर अन्यत्र निवास न करे। 
जिस देशमे कृष्णसार मृग सदा स्वभावतः विचरण करता 
है अथवा पवित्र एवं प्रसिद्ध नदियाँ प्रवाहित होती हैं, 
बहीं द्विजको निवास करना चाहिये । श्रेष्ठ द्विजको उचित 
है कि नदी-तटसे आधे कोसकी भूमि छोड़कर अन्यत्र 


+ न हिंस्थात्‌ सर्वभूतानि नानृतं बा बदेत्‌ कचित्‌ । नाहितं नाप्रियं वाच्यं न स्तेनः स्यात्‌ कदाचन ॥ 


तृणं वा यदि वा झाकं मृदं'वा जलमेव वा । परस्यापहरसन्तुर्नरकं 


प्रतिपद्चते ॥ 


म य॒ज्ञः प्रतिगृह्णीयान्न शाद्रात्‌ पतितादपि। न चान्यस्मादशक्तक्षेत्रिन्दितान्‌ वर्जयेद्‌ बुधः ॥ 


नित्यं याचनको न स्यात्‌ पुनस्तं नैव याचयेत्‌ । प्राणानपहरत्येवं 


याचकस्तस्प 


दुर्मतेः ॥ 


न देवद्रव्यहारी स्याद्‌ विशेषेण द्विजोत्तमः । ब्रह्मस्वं वा नापहरेदापत्स्वपि कदाचन ॥ 
न विषं विषित्याहुर्बहसवै विषमुच्यते । देवस्वै चापि यत्रेन सदा परिहरेततः॥ (५५। ६-६). 
† अनृतात्‌ पारदार्याश्च तथाभक्ष्यस्य भक्षणात्‌! अमोत्रधर्माचरणात्‌ कषिप्रं नश्यति बै कुलम्‌॥ (५५। १८) 


निवास न करे। चाण्डालॉके गाँचके समीप नहीं रहना 
चाहिये। पतित, चाण्डाल, पुल्कस (निषादसे शुद्रामें 
उत्पन्न), मूर्ख, अभिमानी, अन्त्यज तथा अन्त्यावसायी 
(निषादकी स्त्रीमें चाण्डालसे उत्पन्न) पुरुषोकि साथ 
कभी निवास न करे । एक शय्यापर सोना, एक आसनपर 
स्थित होना, एक पंक्तिमें बैठना, एक बर्तनमें खाना, 
दूसरोंके पके हुए अन्नको अपने अत्रमें मिलाकर भोजन 
करना, यज्ञ करना, पढ़ाना, विवाह-सम्बन्ध स्थापित 
करना, साथ बैठकर भोजन करना, साथ-साथ पढ़ना 
और एक साथ यज्ञ कराना ये संकरताका प्रसार 
करनेवाले ग्यारह सांकर्यदोष बताये गये हैं। समीप 
रहनेसे भी मनुष्योके पाप एक-दूसरेमें फैल जाते हैं। 
इसलिये पूरा प्रयत्न करके सांकर्यदोषसे बचना चाहिये । 
जो राख आदिसे सीमा बनाकर एक पंक्तिमें बैठते और 
एक-दूसरेका स्पर्श नहीं करते, उनमें संकरताका दोष 
नहीं आता। आभि, भस्म, जल, विशेषतः द्वार, खंभा 
तथा मार्ग--इन छःसे पंक्तिका भेद (पृथक्करण) 
होता है। 
अकारण खैर न करे, विवादसे दूर रहे, किसीकी 
चुगली न करे, दूसरेके खेतमें चरती हुई गौका समाचार 
कदापि न कहे। चुगलखोरके साथ न रहे, किसीको 
चुभनेवाली बात न कहे | सूर्यमण्डलका घेरा, इन्द्रधनुष- 
बाणसे प्रकट हुई आग, चन्द्रमा तथा सोना--इन 
सबकी ओर विद्वान्‌ पुरुष दूसरेका ध्यान आकृष्ट न करे । 
बहुत-से मनुष्यों तथा भाई-बन्धुओकि साथ विरोध न 
करे। जो बर्ताव अपने लिये प्रतिकूल जान पड़े, उसे 
दूसरोंके लिये भी न करे! द्विजवरो ! रजस्वला स्त्र 
अथवा अपवित्र मनुष्यके साथ बातचीत न करे । देवता, 


गुरु और ब्राह्मणके लिये किये जानेनाले दानमें रुकावट 
न डाले। अपनी प्रशंसा न करे तथा दूसरेकी निन्दाका 
त्याग कर दे। वेदनिन्दा और देवनिन्दाका यललपूर्वक 
व्याग करे !* मुनीश्चरो ! जो द्विज देवताओं, ऋषियों 
आथवा बेदोंकी निन्दा करता है, शास्त्रेमें उसके उद्धारका 
कोई उपाय नहीं देखा गया है। जो गुरु, देवता, वेद 
अथवा उसका विस्तार करनेवाले इतिहास-पुराणकी 
निन्दा करता है, वह मनुष्य सौ करोड़ कल्पसे अधिक 
कालतक रौरव नरकमें पकाया जाता है । जहाँ इनकी 
निन्दा होती हो, वहाँ चुप रहे; कुछ भी उत्तर न दे । कान 
बंद करके बहाँसे चला जाय । निन्दा करनेवालेकी ओर 
दृष्टिपात न करे ।+ विद्वान्‌ पुरुष दूसरोंकी निन्दा न करे। 
अच्छे पुरुषॉके साथ कभी विवाद न करे, पापियोंके 
पापकी चर्चा न करे । जिनपर झूठा कलङ्क लगाया जाता 
है; उन मनुष्योके रोनेसे जो आँसू गिरते हैं, वे मिथ्या 
करूङ्क रूगानेवालोंके पुत्रों और पशुओंका विनाश कर 
डालते हैं। ब्रह्महत्या, सुरापान, चोरी और गुरुपत्रीगमन 
आदि पापॉसे शुद्ध होनेका उपाय वृद्ध पुरुषेनि देखा है; 
किन्तु मिथ्या कलङ्क रुगानेवाले मनुष्यकी शुद्धिका कोई 
उपाय नहीं देखा गया है।ई 

बिना किसी निमित्तके सूर्य और चन्द्रमाको 
उदयकाळमें न देखे; उसी प्रकार अस्त होते हुए, जलमें 
प्रतिबिम्बित, मेघसे ढके हुए, आकाशके मध्यमे स्थित, 
छिपे हुए तथा दर्पण आदिमें छायाके रूपमे दृष्टिगोचर 
होते हुए सूर्य-चन्द्रमाको भी न देखे । नेगी खी और नंगे 
पुरुषकी ओर भी कभी दृष्टिपात न करे । मल-मूत्रको न 
देखे; मैथुनमें प्रवृत्त पुरुषकी ओर दृष्टि न डाले । विद्वान्‌ 
पुरुष अपवित्र अवस्थामें सूर्य, चन्द्रमा आदि अहॉकी 


भन चात्मानं प्रशंसे परनिन्दां च वर्जयेत्‌ । वेदनिन्दां 


देवनिन्दों प्रयत्न विवर्जयेत्‌ ॥ (५५। ३५) 


+ निन्दयेद्वा गुरुं देवं खेदं या सोपवृंहणम्‌। कल्पक्प्रेटिशते सामं रौरवे पच्यते नरः॥ 
तृष्णीमासीत निन्दायां न श्रूयात्‌ किञ्जिदुत्तरम्‌। कर्णौ पिघाय गन्तव्ये न चैनमवल्लेकयेत्‌ ॥ (५५। ३७-३८) 
ॐ नृणां मिथ्याभिशस्तानां पतन्त्यक्ष्णि रोदनात्‌ । सानि पुत्रान्‌ पशून्‌ घन्ति तेषौ मिध्याभिशेसिनाम्‌ ॥ 


ब्रहमहत्यासुरपाने स्तेये 


गुर्ङ्गनागमे । दृष्ट जै झोधनं कृद्धैनीस्ति मिच्याभिरासिनि ॥ (५५ । ४१-४२) 


* अर्चयस्व इषीकेश यदीच्छसि घरं पदम्‌ > 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


ओर न देखे। उच्छिष्ट अवस्थामें या कपडेसे अपने सारे 
बदनकों ढककर दूसरेसे बात न करे। क्रोधमे भरे हुए 
गुरुके मुखपर दृष्टि न डाले। तेल और जलमें अपनी 
'परछाई न देखे । भोजन समाप्त हो जानेपर जूठी पेक्तिकी 
ओर दृष्टिपात न करे। बन्धनसे खुले हुए और मतवाले 
हाथीकी ओर दृष्टि न डाले । पलीके साथ भोजन न करे। 
भोजन करती, छींकती, जैभाई लेती और अपनी मौजसे 
आसनपर बैठी हुई भार्याकी ओर दृष्टिपात न करे। 
बुद्धिमान्‌ पुरुष किसी शुभ या अशुभ वस्तुको न तो लाँधे 
और न उसपर पैर ही रखे । कभी क्रोधके अधीन नहीं 
होना चाहिये। राग और द्वेषका त्याग करना चाहिये तथा 
लोभ, दम्म, अवज्ञा, दोषदर्शन, ज्ञाननिन्दा, ईर्ष्या, मद, 
झोक और मोह आदि दोषोंको छोड़ देना चाहिये। 
किसीको पीड़ा न दे। पुत्र और शिष्यको शिक्षाके लिये 
ताड्ना दे। नीच पुरुषोंकी सेवा न करे तथा कभी तृष्णामें 
मन न लगाये। दीनताको यत्पूर्वक त्याग दे। विद्वान्‌ 
पुरुष किसी विशिष्ट व्यक्तिका अनादर न करे! 
नखसे घरती न कुरेदे । गौको जबर्दस्ती न बिठाये । 
साथ-साथ यात्रा करनेवालेको कहीं ठहरने या भोजन 
करनेके समय छोड़ न दे। नग्र होकर जलमें प्रवेश न 
करे। अभिको न लाँचे । मस्तकपर लगानेसे बचे हुए 
तेलको इरीरमें न रूगाये।* साँपों और हथियारोंसे 
खिलवाड़ न करे। अपनी इन्द्रियोंका स्पर्श न करे। 
रोमावलियों तथा गुप्त अज्ञोंको भी न छूए। अशिष्ट 
मनुष्यके साथ यात्रा न करे । हाथ, पैर, वाणी, नेत्र, शिश्र, 
उदर तथा कान आदिको चञ्चल न होने दे। अपने शरीर 
और नख आदिसे बाजेका काम न ले । अअलिसे जल न 
'पीये । पानीपर कभी पैर या हाथसे आधात न करे। ईरें 
मारकर कभी फल या मूल न तोड़े । म्लेच्छोकी भाषा न 
सीखे। पैरसे आसन न खोंचे । बुद्धिमान्‌ पुरुष अकारण 
नख तोड़ना, ताल ठोंकना, धरतीपर रेखा खींचना या 
अङ्गोंको मसलना आदि व्यर्थका कार्य न करे | खाद्य 


3400994352%2223424303%5255%5:535५५५५०५५५५५५५५५४५५५०४५५०५०५५४५४५०५७५७५७३५३४५७७५५०५७५७४०४५०५४४५५७८६४४४४७+ड. 3$०७७५५०५७००४७८७४४३99 ७००४७ ४७७ ००७ 


पदार्थको गोदमें लेकर न खाय । व्यर्थकी चेष्टा न करे! 
नाच-गान न करे । नाजे न बजाये ! दोनों हाथ सटाकर 
अपना सिर न खुजलाये। जुआ न खेले। दौड़ते हुए न 
चले । पानीमें पेशाब या पाखाना न करे । जूठे मुँह बैठना 
या लेटना निषिद्ध है । नग्न होकर स्नान न करे । चलते हुए 
न पढ़े। दाँतोंसे नख और रोएँ न काटे। सोये हुएको न 
जगाये। सबेरेकी धूपका सेवन न करे । चिताके धुएँसे 
बचकर रहे। सूने घरमें न सोये। अकारण न थुके। 
भुजाओसे तैरकर नदी पार न करे। पैरसे कभी पैर न 
धोये । पैरोंको आगमें न तपाये। काँसीके नर्तनमें पैर न 
घुलाये। देवता, ब्राह्मण, गौ, वायु, अग्नि, राजा, सूर्य 
तथा चन्द्रमाकी ओर पाँच न पसारे । अशुद्ध अवस्थामें 
शयन, यात्रा, स्वाध्याय, स्नान, भोजन तथा नाहर प्रस्थान 
न करे। दोनों संध्याओं तथा मध्याहके समय शयन, 
क्षौरकर्म, स्नान, उबटन, भोजन तथा यात्रा न करे। 
ब्राह्मण जूठे मुँह गौ, ब्राह्मण तथा अग्निका स्पर्श न करे। 
उन्हें पैरसे कभी न छेड़े तथा देवताकी प्रतिमाका भी जूठे 
मुँह स्पर्श न करे । अशुद्धानस्थामें अग्निहोत्र तथा देवता 
और ऋषियोंका कीर्तन न करे। अगाध जलमें न घुसे 
तथा अकारण न दौड़े। बायें हाथसे जल उठाकर या 
पानीमें मुँह लगाकर न पिये। आचमन किये बिना जल्में 
न उतरे । पानीमें बीर्य न छोड़े । अपवित्र तथा बिना लिपी 
हुई भूमि, रक्त तथा विषको लाँघकर न चले | रजस्वला 
सीके साथ अथवा जरूमें मैथुन न करे । देवालय या 
इमझानभूमिमें स्थित वृक्षको न काटे | जलमें न थूके । 
हड्डी, राख, ठीकरे, नाल, काटे, भूसी, कोयले तथा 
कंडॉपर कभी पैर न रखे। 

बुद्धिमान्‌ पुरुष न तो अग्निको लाघ और न कभी 
उसे नीचे रखे । अग्रिकी ओर पैर न करे तथा मुँहसे उसे 
कभी न फूँके।† पेड़पर न चढे । अपवित्रावस्थामें 
किसीकी ओर दृष्टिपात न करे । आगमें आग न डाले तथा 
उसे पानी डालकर न बुझाये। आपने किसी सुदददकी 


` #नाजगाहेदपो नमो वहं नातिक्रजेत्तया | झिरोऽभ्यक्जावदिष्टन तैलेनाङ्गं न लेपयेत्‌॥ (५५। ५६-५७) 
+ न चामं त्मत्येद्धीमान्‌ नोपदध्यांदघः कचित्‌! न चैनं पादतः कुर्यानमुखेन न घमेद्‌ युघः॥ (५५ ! ७७) 


स्वर्गखण्ड ] 


» गृहस्यधर्ममें भक्ष्याभक्ष्यका विचार तथा दान-थर्मका वर्णन » 


३९३ 


मृत्युका समाचार स्वयं दूसरोंको न सुनाये । माल बेचते 
समय बेमोलका भाव अथवा झूठा मूल्य न बतावे। 
बिद्वानको उचित है कि वह मुखके निःश्वाससे और 
आपवित्रानस्थामें अग्निको प्रज्वलित न करे | पहलेकी की 
हुई प्रतिज्ञा भङ्ग न करे । पशुओं, पक्षियों तथा व्याप्नोंको 
परस्पर न लड़ाये। जल, वायु, और धूप आदिके द्वारा 
दूसरेको कष्ट न पहुँचाये। पहले अच्छे कर्म करवाकर 
बादमें गुरुजनोंको धोखा न दे । सबेरै और सायंकालको 
रक्षाके लिये घरके दरवाजोंको बंद कर दे। विद्वान्‌ 
ब्राह्मणको भोजन करते समय खड़ा होना और बातचीत 
करते समय हँसना उचित नहीं है। अपनेद्वारा स्थापित 
अग्निको हाथसे न छूए तथा देरतक जलके भीतर न रहे । 
अभ्रिको पंखेसे, सूपसे, हाथसे अथवा मुँहसे न फूँके । 
विद्वान्‌ पुरुष परायी ख्रीसे वार्तालाप न करे। जो यज्ञ 


कराने योग्य नहीं है, उसका यज्ञ न कराये । ब्राह्मण कभी 
अकेला न चले और समुदायसे भी दूर रहे। कभी 
देवाल्यको बायें रखकर न जाय, वख्नोंको कूटे नहीं और 
देवमन्दिरमें सोये नहीं। अधार्मिक मनुष्यॉके साथ भी न 
चले। रोगी, शूद्र तथा पतित मनुष्योके साथ भी यात्रा 
करना मना है । द्विज बिना जूतेके न चले । जल आदिका 
अबन्ध किये बिना यात्रा न करे । मार्गमें चिताको बायें 
करके न जाय। योगी, सिद्ध, व्रतधारी, संन्यासी, 
देवालय, देवता तथा याजिक पुरुषोंकी कभी निन्दा न 
करे। जान-बूझकर गौ तथा ब्राह्मणकी छायापर पैर न 
रखे। झाड़की धूलसे नचकर रहे । खान किया हुआ वख 
तथा घड़ेसे छलकता हुआ जल--इन दोनोंके स्पर्शसे 
बचना चाहिये। द्विजको उचित है कि वह अभक्ष्य 
वस्तुका भक्षण और नहीं पीने योग्य वस्तुका पान न करे! 


a पि च्च 


गृहस्थधर्ममें भक्ष्याभक्ष्यका विचार तथा दान-धर्मका वर्णन 


व्यासजी कहते है--द्विजवरो ! ब्राहाणको शूद्रका 
अन्न नहीं खाना चाहिये; जो ब्राह्मण आपत्तिकालके बिना 
ही मोहवश या स्वेच्छासे शूद्वात्न भक्षण करता है, वह 
मरकर शूद्र-योनिमेँ जन्म लेता है । जो द्विज छः मासतक 
शूद्रके कुत्सित अन्नका भोजन करता है, वह जीते-जी ही 
शूद्रके समान हो जाता है और मरनेपर कुत्ता होता है। 
मुनीश्वरो ! मनुष्य ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शुद्र 
जिसके अन्नको पेटमें रखकर प्राण-त्याग करता है, उसीकी 
योनिमें जन्म लेता है । नट, नाचनेवाला, चाण्डाल, चमार, 
समुदाय तथा वेश्या--इन छःके अन्नका परित्याग करना 
चाहिये । तेली, धोनी, चोर, शराब बेचनेवाले, नाचने- 
गानेवाले, लुहार तथा मरणाशौचसे युक्त मनुष्यका अन्न 
भी त्याग देना चाहिये ।* कुम्हार, चित्रकार, सूदखोर, 
पर्तित,' द्वितीय पति स्वीकार करनेवाली स्त्रीके पुत्र, 


अभिशापअस्त, सुनार, रङ्गमञ्चपर खेल दिखाकर जीवन- 
निर्वाह करनेवाले, व्याध, वन्ध्या, रोगी, चिकित्सक (वैद्य 
या डाक्टर), व्यभिचारिणी स्त्री, हाकिम, नास्तिक, 
देवनिन्दक, सोमरसका विक्रय करनेवाले, खीके वशीभूत 
रहनेवाले, स्त्रोके उपपतिको घरमें रखनेवाले, पुरुष- 
परित्यक्त, कृपण, जूठा, खानेवाले, महापापी, झखरॉसे 
जीविका चलानेवाले, भयभीत तथा रोनेवाले मनुष्यको 
अन्न भी त्याज्य है । ब्रह्मद्रेषी और पापमें रुचि रखनेवालेका 
अन्न, मृतकके श्राद्धका अन्न, बल्थवैश्वदेवरहित रसोईका 
अन्न तथा रोगीका अन्न भी नहीं खाना चाहिये । संतानहीन 
स्त्री, कृतघ्न, कारीगर और नाजिर तथा परिवेत्ता (बड़े 
भाईको अविवाहित छोड़कर अपना विवाह करनेवाले) 
का अन्न भी खाने योग्य नहीं है । पुनर्निवाहिता स्त्री तथा 
दिधिषू-पतिका † आन्न भी त्याज्य है। अवहेलना, 


# नान्नं नर्तकान्ने च चाण्डाल्चर्मकारिणाम्‌। गणान्नं गणिकां ख घडतं च विवर्जयेत्‌ ॥ 


चक्रोपजीविरजकतस्करध्वजिनां 


तथा । गान्धर्वलोहकाराज्जे 


मृतकान्रं विवर्जयेत्‌ ॥ (५६ ।४-५) 


† जो कामवशा भाईकी विधवा पत्रीके साथ सम्भोग करता है, उसे 'दिधिषू-पति' कहते हैं । बड़ी बहिनके अबिबाहित होनेपर भी यदि 
छोटी बहिन विवाह कर ले तो बड़ी बहिन 'दिधिषु' कहलाती हैं, उसका पति 'दिधिषू-पति' है । 


३९४ 


* अर्चयस्व इषीकेश यदीच्छस्ति परं पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


अनादर तथा रोषपूर्चक मिला हुआ अन्न भी नहीं खाना 
चाहिये । गुरुका अन्न भी यदि संस्काररहित हो तो वह 
भोजन करनेयोग्य नहीं है । क्योंकि मनुष्यका सारा पाप 
अन्नमें स्थित होता हे । जो जिसका अत्र खाता है, वह 
उसका पाप भोजन करता है। 
आर्थिक (किसान), कुलमित्र (कुर्मी), गोपाल 
(ग्वाला), दास, नाई तथा आत्मसमर्पण करनेवाला 
पुरुष--इनका अन्न भोजन करनेके योग्य है। 
कुशीलन--चारण और क्षेत्रकर्मक-- (खेतमें काम 
करनेवाले) इनका भी अन्न खानेयोग्य है । विद्वान्‌ पुरुष 
इन्हें थोड़ी कीमत देकर इनका अन्न अहण कर सकते हैं। 
तेलमें पकायी हुई वस्तु, गोरस, सत्तू, तिळकी खली 
और तेल--ये वस्तुएँ द्विजातियोद्वारा शूद्रसे ग्रहण करने 
योग्य है । भाँटा, कमलनाल, कुसुम्भ, प्याज, लहसुन, 
शुक्त और गोंदका त्याग करना चाहिये। छत्राक तथा 
यन्त्रसे निकाले हुए आसव आदिका भी परित्याग करना 
उचित है। गाजर, मूली, कुम्हड़ा, गूलर और लौकी 
खानेसे द्विज गिर जाता है । रातमें तेल और दहीका 
यल्रपूर्वक त्याग करना चाहिये। दूधके साथ मठ्ठा और 
नमकीन अन्न नहीं मिलाना चाहिये। 
जिस अन्नके प्रति दूषित भावना हो गयी हो, जो 
दुष्ट पुरुषोंके सम्पर्वमें आ गया हो, जिसे कुत्तेने सूँघ 
लिया हो, जिसपर चाण्डाल, रजस्वल्त्र स्त्री अथवा 
पतितोंकी दृष्टि पड़ गयी हो, जिसे गायने सूँघ लिया हो, 
जिसे कौए अथवा मुरेनि छू लिया हो, जिसमें कीड़े पड़ 
गये हों, जो मनुष्योंद्रारा सूँघा अथवा कोढ़ीसे छू गया हो, 
जिसे रजस्वला, व्यभिचारिणी अथवा रोगिणी स्त्रीने दिया 
हो, ऐसे अन्नको त्याग देना चाहिये । दूसरेका वरून भी 
त्याज्य है। बिना बछड़ेकी गायका, ऊँटनीका, एक 
खुरवाले पशु--घोड़ी आदिका, भेड़का तथा हथिनीका 


दूध पीने योग्य नहीं है--यह मनुका कथन है। मोस- 
भक्षण न करे । द्विजातियोंके लिये मदिरा किसीको देना, 
स्वये उसे पीना, उसका स्पर्श करना तथा उसकी ओर 
देखना भी मना है--पाप है; उससे सदा दूर ही रहना 
चाहिये--यही सनातन मर्यादा है । इसलिये पूर्ण प्रयत्न 
करके सर्वदा मद्यका त्याग करे। जो द्विज मद्य-पान 
करता है, वह द्विजोचित कर्मॉसे भ्रष्ट हो जाता है; उससे 
बात भी नहीं करनी चाहिये।* अतः ब्राह्मणको सदा 
यलपूर्वक अभक्ष्य एवं अपेय वस्तुओंका परित्याग करना 
उचित है। यदि त्याग न करके उक्त निषिद्ध वस्तुओंका 
सेबन करता है तो वह रौरव नरकमें जाता है।† 

अब मैं परम उत्तम दानधर्मका वर्णन करूंगा । 
इसे पूर्वकालमें ब्रह्माजीने अ्रह्मवादी ऋषियोंको उपदेश 
किया था। योग्य पात्रको श्रद्धापूर्वक धन अर्पण करना 
दान कहलाता है। ऑकारके उच्चारणपूर्वक किया हुआ 
दान भोग और मोक्षरूपी फल प्रदान करनेबाला होता 
है। दान तीन प्रकारका बतलाया जाता है--नित्य, 
नैमित्तिक और काम्य। एक चौथा प्रकार भी है, जिसे 
*विमल' नाम दिया गया है। विमल दान सब प्रकारके 
दानोंमें परमोत्तम है! जिसका अपने ऊपर कोई उपकार 
न हो, ऐसे ब्राह्मणको फलकी इच्छा न रखकर प्रतिदिन 
जो कुछ दिया जाता है, वह नित्यदान है । जो पापोंकी 
शान्तिके लिये विद्वानोके हाथमें अर्पण किया जाता है, 
उसे श्रेष्ठ पुरुषोने नैमित्तिक दान बताया है; वह भी उत्तम 
दान है। जो सन्तान, बिजय, ऐश्वर्य और सुखकी प्राप्तिके 
उद्देश्यसे दिया जाता है, उसे धर्मका विचार करनेवाले 
ऋषियोने 'काम्य' दान कहा है तथा जो भगवान्की 
असन्रताके लिये धर्मयुक्त चित्तसे ब्रह्मवेत्ता पुरुषोंको 
कुछ अर्पण किया जाता है, वह कल्याणमय दान 
“विमल' (सात्त्विक) माना गया है।ई 


म अदेयं वाप्यपेयं च तथैवास्पृ्यमेब था । द्विजातीनामनालरोक्यं नित्यं मच्चमिति स्थितिः ॥ 
तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन मद्य नित्यं विसर्जयेत्‌ । पीत्वा पतति कर्मभ्यस्त्वसंभाष्यो भवेद्‌ द्विजः ॥ (५६ । ४३-४४) 


† तस्मात्‌ परिहेन्ित्यमभक्ष्याणि 


प्रयलतः । अपेयानि च विप्रो वै तथा चेद्‌ याति रौरवम्‌ ॥ (५६ । ४६) 


क॑ नित्यं मैमिततिकं काम्यं त्रिविधं दानमुच्यते । चतुर्थं निमळं प्रोक्तं सर्वदानोत्तमोत्तमम्‌ | 
आहन्यहनि यत्किंचिद्‌ दीयतेऽनुपकारिणे । अनुदिश्य फलं तस्माद्‌ बराह्मणाय तु नित्यकम्‌ ॥ 


स्वर्गखण्ड ] 


» गृहस्थघर्ममे भक्ष्यामक्ष्यका विचार तथा दान-धर्मका वर्णन « 


३९५ 


$33५०७५५०७००७४००००४७५०७४५४४४» ७७७७७७१७७३ ७ *&»# 8» $» ४» ५ ४» * ४५४ ४:४+* ४४3४ 53 22 02:592 905####55##2#8298#6 लेती, 


सुयोग्य पात्रके मिलनेपर अपनी शक्तिके अनुसार 
दान अवश्य करना चाहिये । कुटुम्बको भोजन और वस्त्र 
देनेके बाद जो बच रहे, उसीका दान करना चाहिये; 
अन्यथा कुटुम्नका भरण-पोषण किये बिना जो कुछ 
दिया जाता है, वह दान दानका फल देनेवाला नहीं 
होता। वेदपाठी, कुलीन, विनीत, तपस्वी, व्रवपरायण 
एवं दरिद्रको भक्तिपूर्वक दान देना चाहिये।* जो 
अग्निहोत्री त्राह्मणको भक्तिपूर्वक पृथ्वीका दान करता है; 
चह उस परमधामको प्राप्त होता है जहाँ जाकर जीव कभी 
शोक नहीं करता । जो मनुष्य वेदवेत्ता ब्राह्मणको गत्रोंसे 
भरी हुई तथा जौ और गेहुँकी खेतीसे लहलहाती हुई 
भूमि दान करता है, वह फिर इस संसारमें जन्म नहीं 
लेता । जो दरिद्र ब्राह्मणको गौके चमड़े बराबर भूमि भी 
प्रदान करता है, बह सब पापोंसे मुक्त हो जाता है। 
भूमिदानसे बढ़कर इस संसारमें दूसरा कोई दान नहीं है। 
केबल अन्नदान उसकी समानता करता है और विद्यादान 
उससे अधिक है। जो दान्त, पवित्र और धर्मात्मा 
ब्राह्मणको विधिपूर्वक विद्यादान करता है, वह ब्रह्म- 
लोकमें प्रतिष्ठित होता है। गृहस्थ ब्राह्मणको अन्नदान 
करके मनुष्य उत्तम फलको प्राप्त होता है । गृहस्थको अन्न 
ही देना चाहिये, उसे देकर मानव परमगतिको प्राप्त होता 
है। वैशाखकी पूर्णिमाको विधिपूर्वक उपवास करके 
शान्त, पवित्र एवं एकाग्रचित्त होकर कारे तिलों और 
विशेषतः मधुसे सात या पाँच ब्राह्मणोंकी पूजा करे तथा 
इससे धर्मराज प्रसन्न हों---ऐसी भावना करे । जब मनमें 
यह भाव स्थिर हो जाता है, उसी क्षण मनुष्यके 
जीवनभरके किये हुए पाप नष्ट हो जाते है। कारे 
मृगचर्मपर तिल, सोना, मधु और घी रखकर जो 
ब्राह्मणको दान देता है, चह सब पापॉसे तर जाता है । जो 
विशेषतः सैशाखकी पूर्णिमाको धर्मराजके उद्देश्यसे 


ब्राह्मणोको घी और अन्रसहित जलका घड़ा दान करता 
है, वह भयसे छुटकारा पा जाता है। जो सुवर्ण और 
तिलसहित जलके पात्रॉसे सात या पाँच ्राह्मणॉको तृप्त 
करता है, वह नह्महत्यासे छूट जाता है। माघ मासके 
कृष्णपक्षमें द्वादशी तिथिको उपवास करे और श्वेत स्तर 
धारण करके काले तिलोँसे अमिमें हवन करे । तत्पश्चात्‌ 
एकाग्रचित्त हो ब्राह्मणोंको तिलोंका ही दान करे । इससे 
'द्विज जन्मभरके किये हुए सब पापोंको पार कर जाता है । 
अमावास्या आनेपर देवदेवेश्वर भगवान्‌ श्रीविष्णुके 
उद्दे्यसे जो कुछ भी बन पडे, तपस्वी ब्राह्मणको दान दे 
और सबका शासन करनेवाले इन्दरियोके स्वामी भगवान्‌ 
श्रीविष्णु प्रसन्न हों, यह भाव रखे। ऐसा करनेसे सात 
जन्मोंका किया हुआ पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। 
जो कृष्णपक्षकी चतुर्दशी तिथिको स्नान करके 
ब्राह्मणके मुखमें अन्न डालकर इस प्रकार भगवान्‌ 
शाङ्करकी आराधना करता है, उसका पुनः इस संसारमें 
जन्म नहीं होता । विशेषतः कुष्णपक्षकी अष्टमी तिथिको 
स्त्रान करके चरण घोने आदिके द्वारा विधिपूर्वक पूजा 
करनेके पश्चात्‌ धार्मिक ब्राह्मणको 'मुझपर महादेवजी 
असन्न हों' इस उद्देश्यसे अपना द्रव्य दान करना चाहिये । 
ऐसा करनेवाला पुरुष सब पापॉसे मुक्त हो परमगतिको 
प्राप्त होता है। भक्त द्विजोंको उचित है कि वे कृष्ण- 
पक्षकी चतुर्दशी, अष्टमी तथा विशेषतः अमावास्थाके 
दिन भगवान्‌ महादेवजीकी पूजा करें। जो एकादशीको 
निराहार रहकर द्रादशीको ब्राह्मणके मुखमें अन्न दे 
इस प्रकार पुरुषोत्तमकी अर्चना करता है, बह परमपदको 
आप होता है । यह शुछपक्षकी द्वादशी भगवान्‌ विष्णुकी 
तिथि है। इस दिन भगवान्‌ जनार्दनकी प्रयत्नपूर्वक 
आराधना करनी चाहिये | भगवान्‌ शङ्कर अथवा 
औविष्णुके उद्देश्यसे जो कुछ भी पवित्र ब्राह्मणको दान 


अत्तु पापोपशान्त्यर्थं दीयते विदुषां करे । नैमित्तिकं 
अपत्पजिजयैद्वर्यसुखार्थ . यद्दीयते । दाने 
यदीश्वरस्थ प्रीत्यै 


* श्रोत्रियाय कुलीनाय विनोताय तपस्विने । ब्रतस्थाय 


तदुदिष्टे दानं सञ्निरनुत्तमम्‌॥ 
तत्काम्यमाख्यातमृधिभिर्धमीचिन्तकैः ॥ 


ब्रह्मवित्सु प्रदीयते । चेतसा धर्मयुक्तेन दानं तद्‌ विमलं शिवम्‌॥ (५७॥४--८) 


दरिदाय प्रदेयं भन्तिपूर्वकम्‌॥ (५७ । ११) 


= अर्चयस्व हषीकेझं यदीच्छसि परं पदम्‌ « 


[ संक्षिप्त पश्चपुराण 


दिया जाता है, उसका अक्षय फल माना गया है। जो 
मनुष्य जिस देवताकी आराधना करना चाहे, उसके 
उद्देश्यसे ब्राह्मणोंका ही यलपूर्वक पूजन करे, इससे वह 
उस देवताको संतुष्ट कर लेता है । देवता सदा ब्राह्मणोके 
शरीरका आश्रय लेकर ही रहते हैं। ब्राह्मणोंके न 
पिलनेपर वे कहीं-कहीं प्रतिमा आदिमें भी पूजित होते 
हैं। प्रतिमा आदिमें बहुत यल करनेपर अभीष्ट फलकी 
प्राप्ति होती है। अतः सदा विशेषतः द्विजोंमें ही 
देवताओंका पूजन करना उचित है। 
ऐश्वर्य चाहनेवाला मनुष्य इन्द्रकी पूजा करे। 
ग्रहतिज और ज्ञान चाहनेवाला पुरुष ब्रह्माजीकी 
आराधना करे । आरोग्यकी अभिलाषा रखनेवाला पुरुष 
सूर्यकी, धनकी कामनावाला मनुष्य अग्निकी तथा 
कर्मोकी सिद्धि चाहनेवाला पुरुष गणेशजीका पूजन करे । 
जो भग चाहता हो, बह चन्द्रमाकी, बल चाहनेवाला 
वायुकी तथा सम्पूर्ण संसार-बन्धनसे छूटनेकी अभिलाषा 
रखनेवाला मनुष्य यलपूर्वक श्रीहरिकी आराधना करे । 
जो योग, मोक्ष तथा ईश्वरीय ज्ञान--तीनॉकी इच्छा 
रखता हो, वह थल करके देवताओंके स्वामी 
महादेवजीकी अर्चना करे | जो महान्‌ भोग तथा विविध 
अकारके ज्ञान चाहते हैं, वे भोगी पुरुष श्रीभूतनाथ महेश्वर 
तथा भगवान्‌ श्रीविष्णुकी भी पूजा करते हैं। जल 
देनेवाले मनुष्यकी तृप्ति होती है; अतः जलदानका महत्त्व 
अधिक है । तेल दान करनेवालेको अनुकूल संतान और 
दीप देनेवालेको उत्तम नेत्रकी प्राप्ति होती है। भूमि-दान 
करनेवालोंको सब कुछ सुलभ होता है । सुवर्ण-दाताको 
दीर्घ आयु प्राप्त होती है । गृह-दान करनेवालेको श्रेष्ठ 
भवन और चाँदी दान करनेवालेको उत्तम रूप मिलता 
है। वस्त्र-दान करनेवाला चन्द्रमाके लोकमें जाता है। 
अश्व-दान करनेवालेको उत्तम सवारी मिलती है। अन्न- 
दाताको अभीष्ट सम्पत्ति और गोदान करनेवालेको 
सूर्यलोककी प्राप्ति होती है? सवारी और शब्या-दान 


करनेवाले पुरुषको पत्नी मिलती है। अभय-दान 
करनेवालेको ऐश्वर्य प्राप्त होता है। घान्य-दाताको सनातन 
सुख और ब्रह्म (वेद) दान करनेवालेको शाश्वत 
ब्रह्मल्लेककी प्राप्ति होती है। 

जो वेदविद्याविशिष्ट ब्राह्मणॉंको अपनी शक्तिके 
अनुसार अनाज देता है, वह मृत्युके पश्चात्‌ स्वर्गका सुख 
भोगता है। गौओको अन्न देनेसे मनुष्य सब पापोंसे 
छुटकारा पा जाता है; ईधन दान करनेसे मनुष्यकी जठराग्नि 
दीप्त होती है। जो ब्राहाणोंको फल, मूल, पीनेयोग्य पदार्थ 
और तरह-तरहके शाक-दान करता है, बह सदा आनन्दित 
होता है। जो रोगीके रोगको शान्त करनेके लिये उसे 
औषध, तेल और आहार प्रदान करता है, बह रोगहीन, 
सुखी और दीर्घायु होता है । जो छत्र और जूते दान करता 
है, वह नरकोँके अन्तर्गत असिपत्रवन, छूरेकी धारसे 
युक्त मार्ग तथा तीखे तापसे बच जाता है। संसारमें 
जो-जो वस्तु अत्यन्त प्रिय मानी गयी है तथा जो मनुष्यके 
घरमें अपेक्षित है, उसीको यदि अक्षय बनानेकी इच्छा 
हो तो गुणवान्‌ ब्राह्मणको उसका दान करना चाहिये। 
अयन-परिवर्तनके दिन, विषुब\ नामक योग आनेपर, 
चन्द्रमा और सूर्यके ग्रहणमें तथा संक्रान्ति आदिके 
अवसरोंपर दिया हुआ दान अक्षय होता है। प्रयाग 
आदि तीर्थो, पुण्य-मन्दिरों, नदियों तथा बनोंमें भी दान 
करके मनुष्यं अक्षय फलका भागी होता है। प्राणियॉके 
लिये इस संसारमें दानधर्मसे बढ़कर दूसरा कोई धर्म 
नहीं है। इसलिये. ट्विजातियोंको चाहिये कि वे श्रोत्रिय 
ब्राह्मणको अवश्य दान दें। ऐश्वर्यकी इच्छा रखनेवाले 
पुरुष स्वर्गकी प्राप्तिके लिये तथा मुमुक्षु पुरुष पापोंकी 
झान्तिके लिये प्रतिदिन ब्राह्मणोंको दान देते रहें । 

जो पापात्मा मानव गौ, ब्राह्मण, अग्नि और देनताके 
लिये दी जानेवाली वस्तुको मोहवश रोक देता है, उसे 
पशु-पक्षियोकी योनिमें जाना पड़ता है। जो प्रव्यका 
उपार्जन करके ब्राह्मणों और देवताओंका पूजन नहीं 


१. तुला और मेघकी संक्रान्तिको, जब कि दिन और रात. बराबर होते हैं, 'विषुब' कहते हैं। 
† अयने विषुवे चैव महणे चन्द्रसूर्ययोः । संक्रान्त्यादिषु कालेषु दत्त भवति चाक्षयम्‌॥ (५७। ५३) 


स्वर्गस्वण्ड } 


+ खानअस्थ-आश्रमके थर्मका वर्णन » 


३९७ 


७७७००००००९०००४००९९०००००-००००००००-०००००७००-०००२००००७०००००००:७०२०१०:५:९००००७७००००-००००००००९०-०००:००१७००००००-७७००१०००७७००० 


करता, उसका सर्वस्व छीनकर राजा उसे राज्यसे बाहर 
निकाल दे। जो अकालके समय ब्राह्मणोंके मरते 
रहनेपर भी अन्न आदिका दान नहीं करता, वह ब्राह्मण 
निन्दित है। ऐसे ब्राह्मणसे दान नहीं लेना चाहिये तथा 
उसके साथ निवास भी नहीं करना चाहिये। राजाको 
उचित है वह उसके शरीरमें कोई चिह्न अङ्कित करके 
उसे अपने राज्यसे बाहर कर दे। द्विजोतमगण ! जो 
ब्राह्मण स्वाध्यायशील, विद्वान, जितेन्द्रिय तथा सत्य 
और संयमसे युक्त हों, उन्हें दान करना चाहिये। जो 
सम्मानपूर्वक देता और सम्मानपूर्वक ग्रहण करता है, वे 
दोनों स्वर्गमें जाते हैं; इसके विपरीत आचरण करनेपर 
उन्हें मरकमें गिरना पड़ता है, यदि अविद्वान्‌ ब्राह्मण 
चाँदी, सोना, गौ, घोड़ा, पृथिवी और तिल आदिका 
दान प्रहण करे तो सूखे ईंधनकी भाँति भस्म हो जाता 
है। श्रेष्ठ ब्राह्मणको उचित है कि वह उत्तम ब्राह्मणोंसे 
धन लेनेकी इच्छा रखे । क्षत्रिय और वैश्योसे भी वह 
धन ले सकता है; किन्तु शूद्रसे तो वह किसी प्रकार 
धन न छे! 

अपनी जीविका-वृत्तिको कम करनेकी ही इच्छा 
रखे, धन बढ़ानेकी चेष्टा न करे; धनके लोभमें फँसा 
हुआ ब्राह्मण न्राह्मणत्वसे ही भ्रष्ट हो जाता है। सम्पूर्ण 
बेदोंको पढ़कर और सब प्रकारके यज्ञोंका पुण्य पाकर 
भी ब्राह्मण उस गतिको नहीं पा सकता, जिसे वह 


संतोषसे पा लेता है।* दान लेनेकी रुचि न रखे! 
जीवन-निर्वाहके लिये जितना आवश्यक है, उससे 
अधिक घन अहण करनेवाळा ब्राह्मण अधोगतिको प्राप्त 
होता है । जो संतोष नहीं धारण करता, वह स्वर्गलोकको 
पानेका अधिकारी नहीं है। वह लोभवझ प्राणियोंको 
उद्विम करता है; चोरकी जैसी स्थिति है, वैसी ही उसकी 
भी है।† गुरुजनों और भृत्यजनोके उद्धारकी इच्छा 
रखनेवाला पुरुष देवताओं और अतिथियोंका तर्षण 
करनेके लिये सन ओरसे प्रतिग्रह ले; किन्तु उसे अपनी 
तृप्तिका साधन न बनाये--स्वयं उसका उपभोग न करे! 
इस प्रकार गृहस्थ पुरुष मनको वरमें करके देवताओं 
और अतिथियोंका पूजन करता हुआ जितेन्द्रियभावसे रहे 
तो बह परमपदको प्राप्त होता है। 

तदनन्तर गृहस्थ पुरुषको उचित है कि पल्लीको 
पुत्रॉके हवाले कर दे और स्वयं बनमें जाकर तत्त्वका ज्ञान 
प्राप्त करके सदा एकाग्रचित्त हो उदासीन भावसे अकेला 
चिचरे। द्विजवरो ! यह गृहस्थोंका धर्म है, जिसका मैने 
आपलोगोंसे वर्णन किया है । इसे जानकर नियमपूर्वक 
आचरणमें लाये और दूसरे द्विजोंसे भी इसका अनुष्ठान 
कराये । जो इस प्रकार गृहस्थधर्मके द्वार निरन्तर एक, 
अनादि देव ईश्वरका पूजन करता है, वह सम्पूर्ण 
भूतयोनियोंका अतिक्रमण करके परमात्माको प्राप्त होता 
है, फिर संसारमें जन्म नहीं लेता। 


== ऋ = 
सानप्रस्थ-आश्रमके धर्मका वर्णन 


व्यासजी कहते है--द्रिजवरो ! इस प्रकार पूर्वाह-भागमें बनमें जाय और खहाँ नियमोंका पालन 
आयुके दो भाग व्यतीत होनेतक गृहस्थ-आश्रममें रहकर करते हुए, एकाअचित्त होकर तपस्या करे। प्रतिदिन 
पत्नी तथा अग्निसहित वानप्रस्थ-आश्रममें प्रजेश करे फल-मूलका पवित्र आहार ग्रहण करे। जैसा अपना 
अथवा पत्रीका भार पुत्रोंपर रखकर या पुत्रके पुत्रको देख आहार हो, उसीसे देवताओं और पितरोंका पूजन किया 
लेनेके पश्चात्‌ जरा-जीर्ण कलेवरको लेकर बनके लिये करे) नित्यप्रति अतिथि-सत्कार करता रहे । स्नान करके 
अस्थान करे । उत्तरायणका श्रेष्ठ काल आनेपर शुकृपक्षके देवताओंकी पूजा करे | घरसे ळाकर एकाग्रचित्त हो आठ 


नै येदानधीत्य सकलान्‌ यज्ञाश्लाबाप्य सर्वशः । न तो गतिमवाप्नोति संतोवाद्‌ यामवाघरुयात्‌ ॥ (५७ । ७१) 
+ यस्तु याति न संतोषं न स स्वर्गस्य भाजनम्‌ | उद्वेजबति भूतानि यथा. चौरस्तथैव सः ॥ (५७॥ ७३) 


३९८ 


* अर्चयस्व हचीकेदो यदीच्छसि परं पदम्‌ « 


` [ संक्षिप्त पद्मपुराण 


rms १५५०००००५७ ०३५ ०५ ६४३९६३९००० ५ ७४५३४३३७९७ ३०४६७५०७७७ ७७९०७७५ ३०७७६०७७ ००८ १७७७७५७७७७००७ ७००७७७४. 


आस भोजन करे । सदा जटा धारण किये रहे । नख और 
रोएँ न कटाये। सर्वथा स्वाध्याय किया करे। अन्य 
समयमें मौन रहे । अग्निहोत्र करता रहे । तथा अपने-आप 
उत्पन्न हुए भाँति-भाँतिके पदार्थों और शाक या 
मूल-फलके द्वारा पञ्चमहायञ्चोंका अनुष्ठान करे। सदा 
'फटा-पुराना वस्त्र पहने। तीनों समय स्त्रान करे। 
अवित्रतासे रहे । प्रतिग्रह न लेकर सम्पूर्ण प्राणियाँपर दया 
करता रहे। 
द्विजको चाहिये कि वह नियमपूर्वक दर्श एवं 
पौर्णमास नामक यज्ञोंका अनुष्ठान करे। ऋत्विष्टि, 
आम्रयण तथां चातुर्मास्य ब्रतोका भी आचरण करे। 
क्रमशः उत्तरायण और दक्षिणायन यज्ञ करे । बसन्त और 
शरद्‌ ऋतुओंमें उत्पन्न हुए पवित्र पदार्थोको स्वयं लाकर 
उनके द्वारा पुरोडाझ और चरु बनाये और विधिपूर्वक 
पृथक्‌-पृथक्‌ देवताओंको अर्पण करे। परम पित्र 
जंगली अन्नद्वारा निर्मित हविष्यका देवताओकि निमित्त 
हवन करके स्वयं भी यज्ञ-दोष अन्नका भोजन करे । 
मद्य-मोसका त्याग करे । जमीनपर उगा हुआ तृण, घास 
तथा नहेड़ेके फल न खाय हलसे जोते हुए खेतका 
अन्न किसीके देनेपर भी न खाय, कष्टमें पड़नेपर भी 
आमीण फूलों और फलॉंका उपभोग न करे। श्रौत- 
विधिके अनुसार सदा अम्रिदेबकी उपासना--अम्निहोत्र 
करता रहे । किसी भी आणीसे द्रोह न करे । निईन्द्र और 
निर्भय रहे | रातमें कुछ भी न खाय, उस समय केवल 
परमात्माके ध्यानमें सलम रहे । इन्द्रियॉको बशमें करके 
क्रोधको काबूमें रखे । तत्त्वज्ञानका चिन्तन करे। सदा 
ब्रह्मचर्यका पालन करता रहे । अपनी पल्रीसे भी संसर्ग 
न करे! जो पलीके साथ वनमें जाकर कामनापूर्वक 
मैथुन करता है, उसका वानभ्रस्थ-त्रत नष्ट हो जाता है 
तथा वह द्विज आयश्चित्तका भागी होता है । वहाँ उससे 
जो खचा पैदा होता है, वह द्विजातियोंके स्पर्श करनेयोग्य 
नहीं रहता । उस बालकका वेदाध्ययनमें अधिकार नहीं 
होता। यही बात उसके बंझमें होनेवाले अन्य लोगेकि 
लिये भी लागू होती है । वानप्रस्थीको सदा भूमिपर रायन 
करना और गायत्रीके जपमें तत्पर रहना चाहिये। वह 


सब भूतॉकी रक्षामें तत्पर रहे तथा सत-पुरुषॉको सदा 
अन्नका भाग देता रहे। उसे निन्दा, मिथ्या अपवाद, 
अधिक निद्रा और आलस्यका परित्याग करना चाहिये । 
वह एकमात्र अग्निका सेवन करे। कोई घर बनाकर न 
रहे! भूमिपर जल छिड़ककर बैठे । जितेन्द्रिय होकर 
मृगोके साथ विचरे और उन्हीकि साथ निवास करे। 
एकाग्रचित्त होकर पत्थर या कंकड़पर सो रहे। 
वानप्रस्थ-आश्रमके नियममें स्थित होकर केबल फूल, 
फल और मूलके द्वारा सदा जीवन-निर्वाह करे । वह भी 
तोड़कर नहीँ; जो स्वभावतः पककर अपने-आप झड़ 
गये हों, उन्हींका उपभोग करे। पृथ्वीपर लोटता रहे 
अथवा पंजोकि बलपर दिनभर खड़ा रहे । कभी भैर्यका 
त्याग न करे। 

गर्मीमिं पञ्चाग्रिका सेवन करे। वर्षकि समय खुले 
मैदानमें रहे । हेमन्त ऋतुमें भीगा वस्त्र पहने रहे। इस 
प्रकार क्रमशः अपनी तपस्याको बढ़ाता रहे तीनों समय 
स्त्रान करके देवताओं और पितरोंका तर्पण करे। एक 
पैरसे खड़ा रहे अथवा सदा सूर्यकी किरणोंका पान करे ! 
पञ्चाग्रिके धूम, गर्मी अथवा सोमरसका पान करे। 
झुकृपक्षमें जल और कृष्णपक्षमें गोबरका पान करे 
अथवा सूखे पत्ते चबाकर रहे अथवा और किसी 
क्लेशमय वृत्तिसे सदा जीवन-निर्वाह करे। योगाभ्यासमें 
तत्पर रहे। प्रतिदिन रुद्राष्टाध्यायीका पाठ किया करे। 
अधर्वनेदका अध्ययन और वेदान्तका अभ्यास करे। 
आलस्य छोड़कर सदा यम-नियमॉका सेवन करे | काला 
मृगचर्म और उत्तरीय वस्त्र घारण करे । श्वेत यज्ञोपवीत 
'पहने। अभ्नियोंको अपने आत्मामें आरोपित करके 
ध्यानपरायण हो जाय आथवा अग्रि और गृहसे रहित हो 
मुनिभावसे रहते हुए मोक्षपरायण हो जाय ! यात्राके 
समय तपस्वी ब्राह्मणोंसे ही भिक्षा ग्रहण करे अथवा 
बनमें निवास करनेवाले अन्य गृहस्थ द्विजॉसे भी वह 
भिक्षा ले सकता है। यह भी सम्भव न हो तो वह गाँवसे 
ही आठ आस लाकर भोजन करे और सदा बनमें ही 
रहे। दोनेमें, हाथमें. अथवा उुकड़ेमें लेकर खाय। 
आत्मज्ञानके लिये नाना अकारके उपनिषदोंका अभ्यास 


स्वर्गखण्ड ] » संन्यास-आश्रमके घर्मका वर्णन « ३९९ 


£200000९००००००९९००१००९०५३०-९०७००-०००००००९०००००००७७७७०७०-०३००००-०१३:३०९:०७०७००७०७०७००००००:००३:९०३-००:३२०९३७००:०००-५७ 


करे । किसी विशेष मन्त्र, गायत्रीमन्त्र तथा रुद्राष्टाध्यायीका आरम्भ करके निरन्तर उपवास करे अथवा ब्रह्मार्पण- 
जप करता रहे अथवा यह महाप्रस्थान आमरण यात्रा विधिमें स्थित होकर और कोई ऐसा ही कार्य करे । 
— + — 
संन्यास-आश्रमके धर्मका वर्णन 


व्यासजी कहते हैं-इस प्रकार आयुके तीसरे 
भागको वानप्रस्थ-आश्रममें व्यतीत करके क्रमशः चतुर्थ 
भागको संन्यासके द्वारा बिताये। उस समय ट्विजको 
उचित है कि वह अभ्नियोंको अपनेमें स्थापित करके 
परित्राजक--संन्यासी हो जाय और योगाभ्यासमें तत्पर, 
शान्त तथा त्रह्मविद्या-परायण रहे। जन मनमें सब 
खस्तुओंकी ओरसे वैराग्य हो जाय, उस समय संन्यास 
'लेनेकी इच्छा करे । इसके विपरीत आचरण करनेपर वह 
गिर जाता है । प्राजापत्य अथवा आग्नेयी इष्टिका अनुष्ठान 
करके मनकी वासना धुल जानेपर जितेन्द्रियभावसे 
ब्रह्मा्रम--संन्यासमें प्रवेश करे । संन्यासी तीन प्रकारके 
बताये गये हैं--कोई तो ज्ञानसंन्यासी होते हैं, कुछ 
बेदसंन्यासी होते हैं तथा कुछ दूसरे कर्मसंन्यासी होते हँ । 
जो सब ओरसे मुक्त, निईन्द्र और निर्भय होकर आत्मामें 
ही स्थित रहता है, उसे 'ज्ञानसंन्यासी' कहा जाता है । जो 
कामना और परिम्रहका त्याग करके मुक्तिकी इच्छासे 
जितेन्द्रिय होकर सदा वेदका ही अभ्यास करता रहता है, 
वह 'वेदसंन्यासी' कहलाता है। जो द्विज अग्निको 
अपनेमें लीन करके स्वयं ब्रह्ममें समर्पित हो जाता है, 
उसे महायज्ञपरायण 'कर्मसंन्यासी' जानना चाहिये ।* 
इन तीनोंमे ज्ञानी सबसे श्रेष्ठ माना गया है । उस विद्वानके 
लिये कोई कर्तव्य या आश्रम-चिह आवश्यक नहीं 
रहता । संन्यासीको ममता और भयसे रहित, शान्त एवं 
निईन्दर होना चाहिये । यह पत्ता खाकर रहे, पुराना कौपीन 
पहने अथवा नंगा रहे! उसे ज्ञानपरायण होना 


चाहिये। वह ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए आहारको 
जीते और भोजनके लिये बस्तीसे अन्न माँग लाया करे। 
वह अध्यात्मतत्त्वके चिन्तनमें अनुरक्त हो सब ओरसे 
निरपेक्ष रहे और भोग्य वस्तुओका परित्याग कर दे। 
केबल आत्माको ही सहायक जनाकर आत्मसुखके लिये 
इस संसारमें विचरता रहे । जीवन या मृत्यु--किसीका 
अभिनन्दन न करे। जैसे सेवक स्वामीके आदेशकी 
प्रतीक्षा करता रहता है, उसी प्रकार संन्यासी काळकी ही 
अतीक्षा करे | उसे कभी अध्ययन, प्रबचन अथवा श्रवण 
नहीं करना चाहिये । 

इस प्रकार ज्ञानपरायण योगी ब्रह्मभावका 
अधिकारी होता है । विद्वान्‌ संन्यासी एक वस्न धारण करे 
अथवा केवल कौपीन धारण किये रहे-। सिर मुँड़ाये रहे 
या बाळ बढ़ाये रखे । त्रिदण्ड धारण करे, किसी वस्तुका 
संग्रह न करे। गेरुए रङ्गका वस्न पहने और संदा 
ध्यानयोगमें तत्पर रहे । गाँवके समीप किसी वृक्षके नीचे 
अथवा देवाळयमें रहे। शत्रु और मित्रमें तथा मान और 
अपमानमें समानभाव रखे। सदा भिक्षासे ही जीवन- 
निर्वाह करे । कभी एक स्थानके अन्नका भोजन न करे। 
जो संन्यासी मोहवश या और किसी कारणसे एक 
जगहका आन्न खाने लगता है, धर्मशास्त्रोमें उसके 
उद्धारका कोई उपाय नहीं देखा गया है। संन्यासीका 
चित्त राग-द्वेषसे रहित होना चाहिये। उसे मिट्टीके ढेले, 
पत्थर और सुवर्णको एक-सा समझना चाहिये तथा 
प्राणियोंकी हिसासे दूर रहना चाहिये। वह मौनभानका 


# ज्ञानसन्यासिनः केचिद्‌ वेदसंन्यासिनोऽपरे । कर्मसंन्यासिनस्त्वन्ये त्रिविधाः परिकीर्तिताः ॥ 
यः सर्वत्र बिनिर्मुक्तो निईल्द्रेशैज निर्भयः ! प्रोच्यते ज्ञानसंन्यासी आत्मन्येव व्यवस्थितः ॥ 


चेद्मेवाभ्यसेनित्य 


निराशीर्विष्परिग्रह: । प्रोच्यते वेदसंन्यासी मुमुक्षुर्विजितेन्द्रियः ॥ 


यस्त्वभ्रिमात्मसात्‌ कृत्वा ब्रह्मार्पणपरो द्विजः ज्ञेयः स॒ कर्मसंन्यासी महायज्ञपरायणः॥ (५९ | ५--८) 


4444५४४५५४ १४५ ८०७४३५०४०० ० ०३४४१६७५७४ ४ ७४८० ६७३४७६५७ ७०७८५४४७७९ ७७७४७७७७७७५७०७७७०७०७७०७७७७५७ ७ 


= अर्चयस्व इवोकेशं यदीच्छसि परं पदप्‌ + 


०५४३५६६७५७ ७५९५६३७७७३ ७७७७५७७७४७ ७७५४३७७७७७ ७७ ७७७ ७७७७७७७७७७ ५५४११ 


[ संक्षिप्त पशापुराण 


आश्रय ले सबसे निःस्पृह रहे। संन्यासी भलीभाँति 
देख-भालकर आगे पैर रखे । वससे छानकर जल पिये। 
सत्यसे पवित्र हुई वाणी बोले तथा मनसे जो पवित्र जान 
पडे, उसौका आचरण करे ।* 
संन्यासीको उचित है कि वह वर्षाकालके सिवा 
और किसी समय एक स्थानपर निवास न करे । स्नान 
करके शौचाचारसे सम्पन्न रहे। सदा हाथमें कमण्डलु 
लिये रहे । त्रह्मचर्य-पालनमें संलग्न होकर सदा वनमें ही 
निवास करे। मोक्षसम्बन्धी शास्त्रॉके विचारमें तत्पर 
रहे। ब्रहमसूत्रका ज्ञान रखे और जितेन्द्रियभावसे रहे। 
संन्यासी यदि दम्भ एवं अहङ्कारसे मुक्त, निन्दा और 
चुगलीसे रहित तथा आत्मज्ञानके अनुकूल गुणोंसे युक्त 
हो तो बह मोक्ष प्राप्त कर लेता है । यति विधिपूर्वक स्नान 
और आचमन करके पवित्र हो देवालय आदिमें प्रणब 
नामक सनातन देवताका निरन्तर जप करता रहे। वह 


यज्ञेपबीतधारी एवं शान्त-चित्त होकर हाथमें कुश धारण 
करके घुला हुआ गेरुआ वस्त्र पहने, सारे शरीरमें भस्म 
रमाये, वेदान्तप्रतिपादित अधियज्ञ, आधिदैविक तथा 
आध्यात्मिक ब्रह्मका एकाग्रभावसे चिन्तन करे । जो सदा 
वेदका ही अभ्यास करता है, वह परमगतिको प्राप्त होता 
है। अहिंसा, सत्य, चोरीका अभाव, ब्रह्मचर्य, उत्तम तप, 
क्षमा, दया और संतोष--ये संन्यासीके विशेष व्रत हैं। 
वह प्रतिदिन स्वाध्याय तथा दोनों संध्याओके समय 
'गायत्रीका जप करे । एकान्तमें बैठकर निरन्तर परमेश्वरका 
ध्यान करता रहे । सदा एक स्थानके अन्रका त्याग करे; 
साथ ही काम, क्रोध तथा संग्रहको भी त्याग दे। वह 
एक या दो बस्न पहनकर शिखा और यज्ञोपवीत धारण 
किये हाथमें कमण्डलू लिये रहे। इस प्रकार त्रिदण्ड 
धारण करनेवाला विद्वान्‌ संन्यासी परमपदको प्राप्त 
होता है। 


a 


संन्यासीके नियम 


व्यासजी कहते हैं--द्विजवरो ! इस प्रकार: 
आश्रममें निष्ठा रखनेवाले तथा नियमित जीवन 
नितानेबाले स॑न्यासियोके लिये फल-मूल अथवा 
भिक्षासे जीवन-निर्वाहकी बात कही गयी । उसे एक ही 
समय भिक्षा माँगनी चाहिये। अधिक भिक्षाके संग्रहमें 
आसक्त नहीं होना चाहिये; क्योंकि भिक्षामें आसक्त 
होनेवास्त्र संन्यासी विषयोंमें भी आसक्त हो जाता है। 
सात घरोंतक पिक्षाके लिये जाय । यदि उनमें न मिले तो 
फिर न माँगे । भिक्षुको चाहिये कि वह एक बार भिक्षाका 
नाम लेकर चुप हो जाय और नीचे मुँह किये एक द्वारपर 
उतनी ही देरतक खड़ा रहे, जितनी देरमें एक गाय दुही 
जाती है। भिक्षा मिल जानेपर हाथ-पैर धोकर 
विधिपूर्वक आचमन करे और पवित्र हो मौन-भावसे 


भोजन करे। पहले यह अन्न सूर्यको दिखा ले; फिर 
पूर्वाभिमुख हो पाँच बार प्राणाम्रिहोत्र करके अर्थात्‌ 
“आण्ाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, 
च्यामाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा' इन मन्त्रोंसे पाँच प्रास 
अन्न मुँहमें डालकर एकाग्र चित्त हो आठ ग्रास अन्न 
भोजन करे। भोजनके पश्चात्‌ आचमन करके भगवान्‌ 
ब्रह्माजी एवं परमेश्वरका ध्यान करे । तुँबी, लकड़ी, मिट्टी 
तथा बाँस--इन्हीं चारॉके बने हुए पात्र संन्यासीके 
उपयोगमें आते हैं, ऐसा प्रजापति मनुका कथन है। 
रातके पहले पहरमें, मध्यरात्रिमें तथा रातके पिछले पहरमें 
विश्वकी उत्पत्तिके कारण एवं विश्व-नामसे प्रसिद्ध ईश्वरको 
अपने हृदय-कमळमें स्थापित करके ध्यान-सम्बन्धी 
विशेष इलोकों एवं मन्त्रॉके द्वार उनका इस प्रकार 


SY SNL AS DR PRE न क स न र र स 
*दृष्टिपूतं न्यसेत्पाद वखपूर्त जसै पिनेत्‌। सत्यपूतं बदेद्ाणी मनःपूत समाचरेत्‌॥ (५९ । १९) 
* सप्तायारं गोदोहमात्रै तिष्ठेत काळं भिक्षुरघोपुखः ॥ 
5 भिक्षेत्युक्त्वा छळ bres ger पाणिपादे च समाचम्य यथाविधि ॥ (६० । ३-४) 


स्वर्गखण्ड ] 


चिन्तन करे । परमेश्वर सम्पूर्ण भूतोंके आत्मा, अज्ञानमय 
अन्धकारसे परे विराजमान, सनके आधार, अव्यक्त- 
स्वरूप, आनन्दमय, ज्योतिर्मय, अविनाशी, प्रकृति और 
मुरुषसे अतीत, आकाशकी भाँति निले, परम कल्याण- 
मय, समस्त भावोंकी चरम सीमा, सबका शासन करने- 
बाले तथा ब्रह्मरूप हैं। 
तदनन्तर प्रणब-जपके पश्चात्‌ आत्माको आकाश- 
स्वरूप परमात्मामें लीन करके उनका इस प्रकार ध्यान 
'करे--'परमात्मदेब सबके ईश्वर, हृदयाकाशके बीच 
विराजमान, समस्त भाखोँकी उत्पत्तिके कारण, आनन्दके 
एकमात्र आधार तथा पुराणपुरुष श्रीविष्णु हँ । इस प्रकार 
ध्यान करनेवाला पुरुष भव-बन्धनसे मुक्त हो जाता है। 
जो समस्त प्राणियोंका जीवन है, जहाँ जगतका ल्य होता 
है तथा मुमुक्षु पुरुष जिसे ब्रह्मका सूक्ष्म आनन्द समझते 
हैं, उस परम व्योमके भीतर केवल---अद्वितीय ज्ञान- 
स्वरूप ब्रह्म स्थित है, जो अनन्त, सत्य एवं ईश्वररूप है ।' 
इस प्रकार ध्यान करके मौन हो जाय । यह संन्यासियोके 
लिये गोपनीयसे भी अत्यन्त गोपनीय ज्ञानका वर्णन 
किया गया । जो सदा इस ज्ञानमें स्थित रहता है, वह 
इसके द्वारा ईश्वरीय योगका अनुभव करता है । इसलिये 
संन्यासीको उचित है कि वह सदा ज्ञानके अभ्यासमें 
तत्पर और आत्मविद्यापरायण होकर ज्ञानस्वरूप ब्रह्मका 
चिन्तन करे, जिससे भव-बन्धनसे छुटकारा मिले। 


पहले आत्माको सब (दृञ्य-पदार्थो) से पृथक्‌, 
केवल--अद्वितीय, आनन्दमय, अक्षर--अविनाशी 
एवं ज्ञानस्वरूप जान ले; इसके बाद उसका ध्यान करे। 
जिनसे सम्पूर्ण भूतोंकी उत्पत्ति होती है, जिन्हें जानकर 
मनुष्य पुनः इस संसारमें जन्म नहीं लेता, वे परमात्मा 
इसलिये ईश्वर कहलाते हैं कि वे सबसे परे स्थित 
हैं—सबके ऊपर अध्यक्षरूपसे विराजमान हैं। उन्हीँकि 
भीतर उस शाश्वत, कल्याणमय अविनाशी ब्रह्मका ज्ञान 
होता है, जो इस दृश्य जगतके रूपमें प्रत्यक्ष और 
स्वस्वरूपसे परोक्ष हैं, बे ही महेश्वर देव हैं । संन्यासियॉके 
जो व्रत बताये गये हैं, वैसे ही उनके भी व्रत है" उन 
ब्रतोंमेंसे एक-एकका उल्लङ्घन करनेपर भी प्रायश्चित्त 
करना पड़ता है। 

संन्यासी यदि कामनापूर्वक ख्रीके पास चला जाय 
तो एकाभ्रचित्त होकर प्रायश्चित्त करे। उसे पवित्र होकर 
प्राणायामपूर्वक सातपन*-ब्रत करना चाहिये । सोतपनके 
बाद चित्तको एकाग्र करके शौच-संतोषादिं नियमोका 
पालन करते हुए वह कृच्छरन्रतकारै अनुष्ठान करे। 
तदनन्तर आश्रममें आकर पुनः आलस्यरहित हो 
भिक्षुरूपसे विचरता रहे । असत्यका प्रयोग कभी नहीं 
करना चाहिये; क्योंकि यह झूठका असङ्ग बड़ा भयङ्कर 
होता है धर्मकी अभिलाषा रखनेवाला संन्यासी यदि 
झूठ बोळ दे तो उसे उसके प्रायश्चित्तके लिये एक रात 


१- ऑकायन्तेऽथ चात्मानं समाप्य परमात्मनि । आकारे देवमीशानं ध्यायेदाकाशमध्यगम्‌॥ 


कारणं 


सर्चभावानामानन्दैकसमाश्रयम्‌ ! पुराणपुरुषे विष्णु ध्यायन्भुच्येत यन्धनात्‌ ॥ 


जीवन सर्वभूताना यत्र स्त्रेकः अलीयते। आनन्दं ब्रह्मणः सूक्ष्म यत्पञ्यन्ति मुमुक्षवः ॥ 
तन्मध्ये निहितं ब्रह्म केवलं ज्ञानलक्षणम्‌ । अनन्तं सत्यमीशानं विचिन्त्यासीत वाग्यतः | 
गुह्याद्‌ गुह्यतमं ज्ञानं यतीनामेतदीरितम्‌ | योऽत्र तिष्ेत्सदानेन सोऽश्रुते योगमैश्वरम्‌ ॥. 


'तस्माण्ज्ञानरतो 


नित्यमात्मविद्यापणयणः । ज्ञान समभ्यसेद्‌ ब्रह्म येन मुच्येत अन्धनात्‌॥ 


मत्वा पृथक्‌ तमात्मानं सर्वस्मादेव केवलम्‌ । आनन्दमक्षरै ज्ञानं ध्यायेत्‌ च ततः परम्‌ ॥ 


'यस्माद्‌ भवन्ति भूतानि यज्ज्ञात्वा नेह जायते। 


स तस्मादीश्वरो देवः परस्ताद्‌ योऽधितिष्ठति | यदन्तरे त्तद्गमनं झाश्चतं शिवमव्ययम्‌ ॥ 
य इदं स्वपरोक्षस्तु स देवः स्याेश्वरः। व्रतानि यानि भिक्षूणां तथैवास्य श्रतानि च॥ (६० । ११-१२, १४-२०) 


२- गोमूत्र, गोबर, गायका दूध, गायका दही, गायका घी और कुशका जल---इन सबको मिलाकर पी ले तथा उस दिन और 
कुछ भी न खाय; फिर दूसरे दिन चौजोस घंटे उपवास्‌ करे । यह दो दिनका सांतपन-व्रत होता है। ३- यदि उपर्युक्त छः वस्तुओमिंसे 
एक-एकको एक-एक दिन खाकर रहे और सातवें दिन उपवास करे तो यह कृच्छ या महासांतपन-त्रत कहलाता है। 


४०२ 


* अर्चयस्व हृषीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


उपवास और सौ प्राणायाम करने चाहिये । 
बहुत बड़ी आपत्तिमें पड़नेपर भी संन्यासीको किसी 
दूसरेके यहाँसे चोरी नहीं करनी चाहिये! स्मृतियॉका 
कथन है कि चोरीसे बढ़कर दूसरा कोई अधर्म नहीं है 
हिंसा, तृष्णा और याचना--ये आत्मज्ञानका नाश 
करनेवाली हैं। जिसे धन कहते हैं, वह मनुष्योंका बाह्य 
प्राण ही है। जो जिसके धनका अपहरण करता है, वह 
मानो उसके प्राण ही हर लेता है। ऐसा करके दुष्टात्मा 
पुरुष आचारश्रष्ट हो अपने व्रतसे गिर जाता है। यदि 
संन्यासी अकस्मात्‌ किसी जीवकी हिंसा कर बैठे तो 
कृच्छ, अतिकृच्छ अथवा चान्द्रायण ब्रतका अनुष्ठान 
करे || यदि भिक्षुका उसकी अपनी इन्द्रियोंकी 
दुर्बलताके कारण किसी स्त्रीको देखकर वीर्यपात हो जाय 
तो उसे सोलह प्राणायाम करने चाहिये । बिद्वानो ! दिनमें 
वीर्यपात होनेपर बह तीन रातका व्रत और सौ प्राणायाम 
करे | यदि वह एक स्थानका अन्न, मधु, नवीन श्राद्धका 
अन्न तथा खाली नमक खा ले तो उसकी शुद्धिके लिये 

प्राजापत्यत्रत | बताया गया है। 

सदा ध्यानमें स्थित रहनेवाले पुरुषके सारे पातक नष्ट 


हो जाते हैं। इसलिये महेश्वरका चिन्तन करते हुए सदा 
उन्हींके ध्यानमें संलग्न रहना चाहिये । जो परम ज्योतिः- 
स्वरूप ब्रह्म, सबका आश्रय, अक्षर, अव्यय, अन्तरात्मा 
तथा परब्रह्म हैं, उन्हींको भगवान्‌ महेश्वर समझना चाहिये । 
ये महादेवजी केवल परम शिवरूप हैं! ये ही अक्षर, 
अद्वैत एवं सनातन परमपद हैं । वे देव स्वप्रकाशस्वरूप हैं, 
ज्ञान उनकी संज्ञा है, वे ही आत्मयोगरूप तत्व हैं, उनमें 
सबकी महिमा--प्रतिष्ठा होती है, इसलिये उन्हें महादेव 
कहा गया है।$ जो महादेवजीके सिवा दूसरे किसी 
देवताको नहीं देखता, अपने आत्मस्वरूप उन 
महादेवजीका ही अनुसरण करता है, बह परमपदको प्राप्त 
होता है । जो अपनेको उन परमेश्वरसे भिन्न मानते हैं, वे उन 
महादेवजीका दर्शन नहीं पाते; उनका परिश्रम व्यर्थ हो 
जाता है । एकमात्र परब्रह्म ही जानने योग्य अविनाशी तत्त्व 
हैं, वे ही देवाधिदेव महादेवजी हैं। इस बातको जान 
लेनेपर मनुष्य कभी अन्धनमें नहीं पड़ता । इसलिये 
संन्यासी आपने मनको बशमें करके नियमपूर्वक साधनमें 
लगा रहे तथा शान्तभाषसे महादेवजीके शरणागत होकर 
ज्ञानयोगमें तत्पर रहे । >< 


* परमापद्गतेनापि न कार्य स्तेयमन्यतः । स्तेयादभ्यधिकः कश्ित्रास्त्यधर्म इति स्मृतिः ॥ (६० । २५) 
† कृच्छनत पहले बताया जा चुका है । तीन दिन सबेरे, तीन दिन झामको और तीन दिन बिना माँगे एक-एक ग्रास अन्न खाय 


और अन्तमें तीन दिनॉतक उपवास करे--यह अतिकृच्छून्नत है । चान्द्रायणब्रत कई प्रकारका होता हैं; एक वृद्धि-क्रमसे किया जाता 
है और दूसरा हास-क्रमसे। प्रतिदिन सायं, प्रातः और मध्याह्कारूपें स्नान करते हुए, पूर्णिमाको पंद्रह ग्रास भोजन करे; तदनन्तर 
कृष्णपक्षकी ्रतिपदासे एक-एक आस घटाये । चतुर्दशीको एक ग्रास भोजन करके अमाधास्थाको उपवास करे। फिर शुक्कपक्षकी 
प्रतिपदाको एक ग्रास भोजन करके प्रतिदिन एक-एक आस नढ़ाता रहे। पूर्णिमाको पंद्रह ग्रास खाकर व्रत पूर्ण किया जाता है। यह 
एक प्रकार है । दूसण अमावास्याको उपवास करके आरम्भ किया जाता है; इसमें पहले एक-एक ग्रास बढ़ाया जाता है, फिर पूर्णिमाके 
बाद एक-एक आरास घटाते हुए अमावास्याको उपवास करके समाप्त किया जाता है । 
# तीन दिन सबेरै, तीन दिन शामको और तीन दिन अयाचित अन्न भोजन करके अत्तमें तीन दिनॉतक लगातार उपवास करे; 
यह प्राजापत्यत्रत है। 
$ ध्याननिष्ठस्य सततं नञ्यते सर्वपातकम्‌ । तस्मान्महेश्वरं ध्यात्वा तस्य ध्यानपरो भवेत्‌ ॥ 
यद्‌ अहा परमं ज्योतिः प्रतिष्ठाक्षरमव्ययम्‌ । योऽन्तरात्मा परं ब्रह्म स विज्ञेयो महेश्वरः 
एष देवो महादेवः केवलः परमः शिवः । तदेवाक्षरमद्वैत॑ सदानित्य॑ परें पदम्‌ ६ 
तस्मिन्महीयते देवे स्वघान्नि ज्ञानसंशिते । आत्मयोगात्मके तत्त्वे महादेवस्ततः स्मृतः ॥ (६० । ३२-३५) 
२८ एकमेव परं ब्रह्म विज्ञेये तत्त्वमव्ययम्‌। स देवस्तु महादेवो, नैतद्‌ विज्ञाय अध्यते॥ 
तस्माद्‌ यतेत नियतं यतिः संयतमानसः । जझ्ञानयोगरतः झञान्तो महादेवपरायणः ॥ (६० । ३८-३९) 


* भगवद्धक्तिकी प्रशंसा तथा हरिभजनकी आवश्यकता + 


डन्ड 


आह्मणो ! इस प्रकार मैंने आपलोगोसे संन्यासियोंके 
कल्याणमय आश्रम-धर्मका वर्णन किया। इसे मुनिवर 
भगवान्‌ ब्रह्माजीने पूर्वकालमें उपदेश किया था । संन्यास- 
घर्मसे संबन्ध रखनेबाला यह परम उत्तम कल्याणमय ज्ञान 
साक्षात्‌ स्वयम्भू व्राहाजीका बताया हुआ है; अतः पुत्र, 


शिष्य तथा योगियोंके सिवा दूसरे किसीको इसका उपदेश 
नहीं करना चाहिये | द्विजवरो ! इस प्रकार मैंने सन्यासियोंके 
नियमोंका विधान बताया है; यह देवेश्वर ब्रह्माजीके संतोषका 
एकमात्र साधन है । जो मन लगाकर प्रतिदिन इन नियर्मोका 
पालन करते हैं, उनका जन्म अथवा मरण नहीं होता । 


न और न 
भगवद्धक्तिकी प्रशंसा, सत्री-सड्रकी निन्दा, भजनकी महिमा, ब्राह्मण, पुराण और 
गङ्गाकी महत्ता, जन्म आदिके दुःख तथा हरिभजनकी आवश्यकता 


सूतजी कहते हैं--ब्राह्मणो ! पूर्वकालमें अमित 
तेजस्वी व्यासजीने इस प्रकार आश्रम-धर्मका वर्णन 
किया था । इतना उपदेश करनेके पश्चात्‌ उन सत्यवती- 
नन्दन भगवान्‌ व्यासने समस्त मुनियोको भलीभाँति 
आश्वासन दिया और जैसे आये थे, वैसे ही वे चले गये । 
वही यह वर्णाश्रम-धर्मकी विधि है, जिसका मैंने 
आपलोगोंसे वर्णन किया है। इस प्रकार वर्ण-धर्म तथा 
आश्रम-धर्मका पालन करके ही मनुष्य भगवान्‌ विष्णुका 
प्रिय होता है, अन्यथा नहीं। द्विजवरो ! अब इस 
विषयमें मैं आपत्त्रगॉंको रहस्यकी बात बताता हूँ, 
सुनिये। यहाँ वर्ण और आश्रमसे सम्बन्ध रखनेवाले जो 
धर्म बताये गये हैं, वे सब हरि-भक्तिकी एक कलाके 
अंशके अंशकी भी समानता नहीं कर सकते। 
कलियुगमें मनुष्यॉंक लिये इस मर्त्यलोकमें एकमात्र 
हरि-भक्ति ही साध्य है। जो कलियुगमें भगवान्‌ 
नारयणका पूजन करता है, वह धर्मके फलका भागी 
होता है । अनेकों नामोंद्वारा जिन्हें पुकारा जाता है तथा जो 
इन्द्रियोके नियन्ता हैं, उन परम शान्त सनातन भगवान्‌ 
दामोदरको हृदयमें स्थापित करके मनुष्य तीनों लोकॉपर 
विजय पा जाता है । जो द्विज हरिभक्तिरूपी अमृतका पान 
कर लेता है, वह कलिकालरूपी साँपके डैसनेसे फैले 


* कलौ नारायणं देवें यजते यः स धर्मभाक्‌ । दामोदरे 


हुए पापरूपी भयंकर विषसे आत्मरक्षा करनेके योग्य हो 
जाता है । यदि मनुष्योंने श्रीहरिके नामका आश्रय ग्रहण 
कर लिया तो उन्हें अन्य मन्त्रेके जपकी क्या 
आवश्यकता है।* जो अपने मस्तकपर श्रीविष्णुका 
चरणोदक धारण करता है, उसे स्त्रानसे क्या लेना है । 
जिसने अपने हृदयमें श्रीहरिके चरणकमलोंको स्थापित 
कर लिया है, उसको यज्ञसे क्या प्रयोजन है। जिम्हेनि 
सभामें भगवानकी लीलाओंका वर्णन किया है, उन्हें 
दानकी क्या आवश्यकता है। जो श्रीहरिके गुणोंका 
श्रवण करके बारंबार हर्षित होता है, भगवान्‌ श्रीकृष्णमें 
चित्त लगाये रखनेवाले उस भक्त पुरुषको बही गति प्राप्त 
होती है, जो समाधिमें आनन्दका अनुभव करनेवाले 
योगीको मिलती है। पाखण्डी और पापासक्त पुरुष उस 
आनन्दमें विघ्र डालनेबाले बताये गये हैं। नारियाँ तथा 
उनका अधिक सङ्ग करनेवाले पुरुष भी हरिभक्तिमें बाधा 
पहुँचानेवाले हैं। 

स्त्रिया नेत्रोके कटाक्षसे जो संकेत करती हैं, उसका 
उल्लङ्कन करना देवताओंके लिये भी कठिन होता है। 
जिसने उसपर विजय पा ली है, वही संसारमें भगवानका 
भक्त कहलाता है | मुनि भी इस लोकमें नारीके चरित्रपर 
लुभाकर मतवाले हो उठते है । ब्राह्मणो ! जो लोग 


हृषीकेशं पुरुहूते सनातनम्‌ ॥ 


हदि कृत्वा परं झान्तं जितमेब जगत्त्रयम्‌ । कलिकालोरगादशात्‌ किल्निषात्‌ कालकूरतः ॥ 


हरिभक्तिसुधा पीत्वा उल्लङ्घ्यो भबति द्विजः । किं जपैः 
संन्पष्पु० ९४-- 


श्रोहरे्नाम गृहीतं यदि मानुषैः ॥ 
(६१॥ ६-०८) 


४०४ 


कैसे प्राप्त हो सकती है ।* द्विजो ! बहुत-सी राक्षसियाँ 
'कामिनीका वेष धारण करके इस संसारमें विचिरती रहती 
हैं, वे सदा मनुष्योंकी बुद्धि एवं विवेकको अपना ग्रास 
बनाया करती हैं। 
विप्रगण ! जबतक किसी सुन्दरी स्त्रोके चञ्चल 
नेत्रॉका कटाक्ष, जो सम्पूर्ण ध्मोंका लोप करनेवाला है, 
मनुष्यके ऊपर नहीं पड़ता तभीतक उसकी विद्या कुछ 
करनेमें समर्थ होती है, तभीतक उसे ज्ञान बना रहता है। 
तभीतक सब शारोंको धारण करनेवाली उसकी मेधा- 
शक्ति निर्मल बनी रहती है । तभीतक जप-तप और 
तीर्थसेवा बन पड़ती है। तभीतक गुरुकी सेवा संभव है 
और तभीतक इस संसार-सागरसे पार होनेके साधनमें 
ममुष्यका मन लगता है । इतना ही नहीं, बोध, विवेक, 
सत्सङ्गकी रुचि तथा पौराणिक बातोंको सुनेकी लालसा 
भी तभीतक रहती है। 
जो भगवच्चरणारविन्दोंके मकरन्दका लेशमात्र भी 
पाकर आनन्दमभ्र हो जाते हैं, उनके ऊपर नारियोके 
चञ्चल कटाक्ष-पातका प्रभाव नहीं पड़ता। द्विजो ! 
जिन्होंने प्रत्येक जन्ममें भगवान्‌ इषीकेशका सेवन किया 
है, ब्राह्मणोंको दान दिया है तथा अमरिमें हवन किया है, 
उन्हींको उन-उन विषयोंकी ओरसे वैराग्य होता है।प 
खियोंमें सौन्दर्य नामकी वस्तु ही क्या है ? पीब, मूत्र, 
विष्ठा, रक्त, त्वचा, मेदा, हड्डी और मज्ना--इन सबसे 
युक्त जो ढाँचा हैं, उसीका नाम है शरीर । भला, इसमें 
सौन्दर्य कहाँसे आया । उपर्युक्त बस्तुओंको पृथक्‌-पृथक्‌ 
करके यदि छू लिया जाय तो स्त्रान करके ही मनुष्य शुद्ध 


होता है । किन्तु ब्राह्मणो ! इन सभी वस्तुओंसे युक्त जो 
अपवित्र शरीर है, वह ल्त्रेगोंको सुन्दर दिखायी देता है । 
अहो ! यह ममुष्योंकी अत्यन्त दुर्दशा है, जो दुर्भाग्यवश 
घटित हुई है। पुरुष उभरे हुए कुचोसे युक्त शरीरमें 
स्त्री-बुद्धि करके प्रवृत्त होता है; किन्तु कौन स्त्री है ? और 
कौन पुरुष ? विचार करनेपर कुछ भी सिद्ध नहीं होता । 
इसलिये साधु पुरुषको सब प्रकारसे स्त्रीके सङ्घका 
परित्याग करना चाहिये। भला, ख्रीका आश्रय लेकर 
कौन पुरुष इस पृथ्वीपर सिद्धि पा सकता है। कामिनी 
और उसका सङ्ग करनेवाले पुरुषका सङ्ग भी त्याग देना 
चाहिये । उनके सङ्गसे रौरव नरककी प्राप्ति होती है, यह 
बात प्रत्यक्ष प्रतीत होती है।$ जो लोग अज्ञानवश 
स्त्रियोंपर लुभाये रहते हैं, उन्हें दैबने ठग लिया है। 
नारीकी योनि साक्षात्‌ नरकका कुण्ड है । कामी पुरुषको 
उसमें पकना पड़ता है। क्योंकि जिस भूमिसे उसका 
आविर्भाव हुआ है, वहीं वह फिर रमण करता है। 
अहो ! जहाँसे मलजनित मूत्र और रज बहता है, वहीं 
मनुष्य रमण करता है ! उससे बढ़कर अपवित्र कौन 
होगा । वहाँ अत्यन्त कष्ट है; फिर भी मनुष्य उसमें प्रवृत्त 
होता है ! अहो ! यह दैवकी कैसी विडम्बना है ? उस 
अपवित्र योनिमें बारंबार रमण करना--यह मनुष्योंकी 
कितनी निर्लज्जता है ! अतः बुद्धिमान्‌ पुरुषको स्त्री- 
प्रसङ्गसे होनेवाले बहुतेरे दोषॉपर विचार करना चाहिये । 
मैथुनसे बलकी हानि होती है और उससे उसको 
अत्यन्त निद्रा (आलस्य) आने लगती है। फिर नींदसे 
बेसुध रहनेवाले मनुष्यकी आयु कम हो जाती है। 
इसलिये बुद्धिमान्‌ पुरुषको उचित है कि वह नारीको 


क्नारीणी नयनादेशः सुराणामपि दुर्जयः। स येन विजितो लोके हरिभक्तः स उच्यते ॥ 


माद्यन्ति मुनयोऽप्यत्र 


अतत्र ये 


ड कामिनीकामिनीसङ्गिसङ्गमित्यपि 


संत्यजेत्‌ । तत्सङ्गाद्‌ रौरवमिति साक्षादेव प्रतीयते ॥ 


नारीचरितलोलुपाः । हरिभक्तिः कुतः पुसां नारीभक्तिजुषो द्विजाः॥ 


(६६। १२-१३) 


हरिपादान्नमधुलेशप्रमोदिताः ! तेषां न नारीलोल्त्रक्षिक्षेपर्ण हि अभुर्भवेत्‌ ॥ 
जन्म जन्म इपीकेशसेवनं यैः कृतं द्विजाः।द्विजे दत्त हुते वह विरतिस्तत्र तत्र हि॥ 


(६१। १९-२०) 


(६१।२७) 


४०५ 


अपनी मृत्युके समान समझे और मनको प्रयत्नपूर्वक 
भगवान्‌ गोविन्दके चरण-कमलेमें लगावे । श्रीगोविन्दके 
चरणोंकी सेवा इहलोक और परलोकमें भी सुख 
देनेवाली है। उसे छोड़कर कौन महामूर्ख पुरुष सीके 
चरणोंका सेवन करेगा। भगवान्‌ जनार्दनके चरणोंकी 
सेवा मोक्ष प्रदान करनेवाली है तथा स्त्रियोंकी योनिका 
सेबन योनिके ही संकटमें डालनेवाला है ।* योनिसेबी 
पुरुषको बार-बार योनिमें ही गिरना पड़ता है; यनत्रमें कसे 
जानेवालेको जैसा कष्ट होता है, वैसी ही यातना उसे भी 
भोगनी पड़ती है। परन्तु फिर भी 'वह योनिकी ही 
अभिलाषा करता है। यह पुरुषकी कैसी विडम्बना है। 
इसे जानना चाहिये । मैं अपनी भुजा! ऊपर उठाकर 
कहता हूँ, मेरी उत्तम बात सुनो--श्रीगोनिन्दमें मन 
लगाओ, यातना देनेबाली योनिमें नहीँ ४. 
जो स्त्रीकी आसक्ति छोड़कर विचरता है, बह मानव 
पग-पगपर अश्वमेध यज्ञका फल पाता है। यदि 
दैनयोगसे उत्तम कुलमें उत्पन्न सती-साध्वी स्त्रीसे 
मनुष्यका विवाह हो जाय तो उससे पुत्रका जन्भ होनेके 
पश्चात्‌ फिर उसके साथ समागम न करे। ऐसे पुरुषपर 
भगवान्‌ जगदीश्वर संतुष्ट होते हैं, इसमें तनिक भी संदेह 
नहीं है । धर्मज्ञ पुरुष स्त्रीके सङ्गको असत्सङ्ग कहते है । 
उसके रहते भगवान्‌ श्रीहरिमें सुदृढ भक्ति नहीं होती । 
इसलिये सन प्रकारके सङ्गोंका परित्याग करके 
भगवान्‌की भक्ति ही करनी चाहिये । 


मेरे विचारसे इस संसारमें श्रीहरिकी भक्ति दुर्लभ 
है। जिसकी भगवानमें भक्ति होती है, वह मनुष्य 
निःसंदेह कृतार्थ हो जाता है । उसी-उसी कर्मका अनुष्ठान 
करना चाहिये, जिससे भगवान्‌ प्रसन्न हों। भगवान्के 
संतुष्ट और तृप्त होनेपर सम्पूर्ण जगत्‌ संतुष्ट एवं तृप्त होता 
है । श्रीहरिकी भक्तिके बिना मनुष्योंका जन्म व्यर्थ नताया 
गया है । जिनकी प्रसन्नताके लिये ब्रह्मा आदि देवता भी 
यजन करते हैं, उन आदि-अन्तरहित भगवान्‌ नारायणका 
भजन कौन नहीं करेगा ? जो अपने हृदयमें श्रीजनार्दनके 
युगल चरणोंकी स्थापना करता है, उसकी माता परम 
सौभाम्यशालिनी और पिता महापुण्यात्मा हैं! 'जगद्दन्द् 
जनार्दन ! शरणागतवत्सल !' आदि कहकर जो मनुष्य 
भगवानको पुकारते हैं, उनको नरकमें नहीं जाना 
पड़ता (यू 

विशेषतः ब्राह्मणोंका, जो साक्षात्‌ भगवानके 
स्वरूप हैं, जो लोग यथायोग्य पूजन करते हैं, उनके 
ऊपर भगवान्‌ प्रसन्न होते हैं। भगवान्‌ विष्णु ही 
बराह्मणोंके रूपमें इस पृथ्वीपर विचरते हैं। ब्राह्मणके 
बिना कोई भी कर्म सिद्ध नहीं होता । जिन्होंने भक्तिपूर्वक 
ब्राह्मणोंका चरणोदक पोकर उसे मस्तकपर चढ़ाया है, 
उन्होंने अपने पितरेंको तृप्त कर दिया तथा आत्माका भी 
उद्धार कर लिया। जिन्होंने न्राह्मणेकि मुखमें 
सम्मानपूर्वक मधुर आन्न अर्पित किया है, उनके द्वार 
साक्षात्‌ श्रीकृष्णके ही भुखमें बह अन्न दिया गया है। 


* मैथुनाद्‌ बलहानिः 


स्थात्रिद्रातितरुणायते । निद्रयापहतज्ञानो 


हाल्पायुर्जायते नरः॥ 


तस्मात्‌ प्रयत्नतो धीमात्रारीं मृत्युमिवात्मनः । पञ्येद्गोविन्दपादाब्जे मनो खै रमयेद्‌ त्रुधः ॥ 
इहामुत्र सुखं तद्धि गोविन्टपदसेबनम्‌ । विहाय को महामूढो नारीपादं हो सेत्रते॥ 


जनार्दनाङ्घ्रिसेना 


हि हापुनर्भवदायिनी । मारीणां योनिसेवा हि योनिसंकटकारिणो ॥ (६१। ३२-३५) 


नै ऊर्ध्वनाहुरहं वच्मि शृणु मे परमं वचः । गोविन्दे घेहिं इदयं न योनी यातनाजुषि ॥ (६१। ३७) 
$ हरिभक्तिक्च लोकेऽत्र दुर्ूभा हि मता मम। हरो यस्य भवेद्‌ भक्तिः स कृताथां त संशयः॥ 
तत्तदेवाच्देत्कर्म हरिः प्रोणाति येन हि । तस्मिस्तुष्टे जगत्नृष्ट प्रीणिते प्रीणित जगत्‌ ॥ 
हरी भक्तिं विना नृणां वृथा जन्म परकीर्तितम्‌। ब्रह्मादयः सुर यस्य यजन्ते प्रीतिहेतवे ॥ 


नारायणमनाद्यन्ते न तं सेवेत 


तस्थ माता महाभागा पिता तस्य महाकृती | जनार्दनपदइन्द्रं हृदये येन 


जनार्दन 


को जनः। 
धार्यते ॥ 


जगद्वन्य शरणागतवत्सल । इतीरयन्ति ये मर्त्यं न तेष निरये गतिः ॥ (६१।४२--४६) 


४०६ 


* अर्चयस्व हृषीकेश यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


८६३५५५५९३० ३ ५ ३३७३३३४७०९ ७७७३७९७७७७ ४७७७६३७७७७ ७४७ ९७७७७७७७७७ ७५७७७७७७७७ 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


इसमें सन्देह नहीं कि साक्षात्‌ श्रोहरि ही उस अन्नको 
भोग लगाते हैं। ब्राह्मणोंके रहनेसे ही यह पृथ्वी धन्य 
मानी गयी है। उनके हाथमें जो कुछ दिया जाता है, वह 
भगवानके हाथमें ही समर्पित होता है। उनको नमस्कार 
'करनेसे पापोंका नाश होता है। ब्राह्मणकी वन्दना करनेसे 
मनुष्य ब्रह्महत्या आदि पापॉसे मुक्त हो जाता है। 
इसलिये ब्राह्मण सत्पुरुषोंके लिये विष्णुबुद्धिसे आराधना 
करनेके योग्य हैं। भूखे ब्राह्मणके मुखमें यदि कुछ अन्न 
दिया जाय तो दाता मृत्युके पश्चात्‌ परल्लेकमें जानेपर 
करोड़ कल्पोंतक अमृतकी धारासे अभिषिक्त होता है। 
जाह्मणोंका मुख कसर और काँटोंसे रहित बहुत बड़ा 
है; वहाँ यदि कुछ बोया जाता है तो उसका कोटि- 
कोटिंगुना अधिक फल प्राप्त होता है! ब्राह्मणको 
धृत्तसहित भोजन देकर मनुष्य एक कल्पतक आनन्दका 
अनुभव करता है। जो ब्राह्मणको संतुष्ट करनेके लिये 
नाना प्रकारके सुन्दर मिष्टान्न दान करता है, उसे कोटि 
कल्पोंतक महान्‌ भोग-सम्पन्न लोक आप्त होते हैं। 
ब्राह्मणको आगे करके ब्राह्मणके द्वारा ही कही हुई 
पुराण-कथाका प्रतिदिन श्रवण करना चाहिये। पुराण 
बड़े-बड़े पापोंके वनको भस्म करनेके लिये महान्‌ 
दाबानलके समान है। पुराण सब तीर्थोकी अपेक्षा श्रेष्ठ 
तीर्थ बताया जाता है, जिसके चतुर्थीशका श्रवण करनेसे 
श्रीहरि प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे भगवान्‌ श्रीहरि सम्पूर्ण 
जगतको प्रकाश देने तथा सबको दृष्टि प्रदान करनेके 
लिये सूर्यका स्वरूप धारण करके विचरते हैं, उसी प्रकार 
श्रीहरि ही अन्तःकरणमें ज्ञानका प्रकाश फैलानेके लिये 
पुणणोंका रूप धारण करके जगत्में विचरते हैं। पुराण 
परम पावन शास्त्र है । अतः यदि श्रीहरिकी प्रसन्नता प्राप्त 
करनेका मन हो तो मनुष्योंको निरन्तर श्रीकृष्णरूपी 
परमात्माके पुराणका श्रवण करना चाहिये । विष्णुभक्त 
पुरुषको शान्तभावसे पुराण सुनना उचित है; क्योंकि वह 


अत्यन्त दुर्लभ है। पुराणकी कथा बड़ी निर्मल है तथा 
अन्तःकरणको निर्मल बनानेका उत्कृष्ट साधन है। 
व्यासरूपधारी श्रीहरिने वेदार्थोका संग्रह करके पुराणकी 
रचना की है; अतः उसके श्रवणमें तत्पर रहना चाहिये। 
पुरा्णमें घर्मका निश्चय किया गया है और धर्म साक्षात्‌ 
केशवका स्वरूप है; अतः विद्वान्‌ पुरुष पुराण सुन लेनेपर 
विष्णुरूप हो जाता है। एक तो ज्राह्मण ही साक्षात्‌ 
श्रीहरिका रूप है, दूसरे पुराण भी बैसा ही है; अतः उन 
दोनोंका सङ्ग पाकर मनुष्य विष्णुरूप ही हो जाता है। 

इसी प्रकार गङ्गाजीके जलसे अभिषिक्त होनेपर 
मनुष्य अपने पापोंको दूर भगा देता है; भगवान्‌ केशव 
ही जलके रूपमें इस भूमण्डलका पापसे उद्धार कर रहे 
हैं। यदि वैष्णव पुरुष विष्णुके भजनकी अभिलाषा 
रखता हो तो उसे गङ्गाजीके जलका निर्मल अभिषेक 
प्राप्त करना चाहिये; क्योंकि वह अन्तःकरणको शुद्ध 
करनेका उत्तम साधन है। इस पृथ्वीपर भगवती गङ्गा 
विष्णुभक्ति प्रदान करनेवाली बतायी जाती हैं। लोकोंका 
उद्धार करनेवाली गङ्गा बास्तवमें श्रीविष्णुका ही स्वरूप 
है। आहाणोमें, पुराणॉमें, गङ्गामे, गौऑमें तथा पीपलके 
बृक्षमें नारायण-बुद्धि करके मनुष्योंको उनके प्रति 
निष्काम भक्ति करनी चाहिये ।* तत्त्वज्ञ पुरुषेनि इन्हें 
विष्णुका प्रत्यक्ष स्वरूप निश्चित किया है । अतः विष्णु- 
भक्तिकी अभिलाषा रखनेवाले पुरुषोंको सदा इनकी पूजा 
करनी चाहिये। 

विष्णुमें भक्ति किये निना मनुष्योंका जन्म निष्फल 
नताया जाता है । कलिकाळ ही जिसके भीतर जल-राशि 
है, जो पापरूपी अहोंसे भरा हुआ है, विषयासक्ति ही 
जिसमें भंवर है, दुर्बोध ही फेनका काम देता है, 
महादुष्टरूपी सपेकि कोरण जो अत्यन्त भयानक अतीत 
होता है, उस दुस्तर भवसागरको हरिभक्तिकी नौकापर 


* विष्णुभक्तिप्रदा देवी गङ्गा भुवि च गीयते। विष्णुरूपा हि सा गङ्गा लोकनिस्तास्कारिणी ॥ 


ज्राहाणेषु पुरुणेषु गङ्गायां गोषु पिप्पले । नारायणधिया पुम्भिर्भक्तिः कार्या हाहैतुकी ॥ 


(६१। ६९-७०) 


स्वर्गखण्ड ] + भगवद्धक्तिकी प्रशंसा तथा हरिभजनकी आवश्यकता + ०७ 


बैठे हुए मनुष्य पार कर जाते हैं। इसलिये लोगोंको 
हरिभक्तिकी सिद्धिके लिये प्रयत्न करना चाहिये। लोग 
बुरी-बुरी बातोंको सुननेमें क्या सुख पाते हैं, जो अद्भुत 
ल्ीलाओंबाले श्रीहरिकी लीलाकथामें आसक्त नहीं होते । 
यदि मनुष्योंका मन विषयमें ही आसक्त हो तो लोकमें 
नाना प्रकारके विषयोंसे मिश्रित उनकी विचित्र 
'कथाओंका ही श्रवण करना चाहिये | द्विजो! यदि 
निर्वाणमें ही मन रमता हो, तो भी भगवत्कथाओंको 
सुनना उचित है; उन्हें अवहेलनापूर्वक सुननेपर भी 
श्रीहरि संतुष्ट हो जाते हैं। भक्तवत्सल भगवान्‌ हृषीकेश 
यद्यपि निष्क्रिय हैं, तथापि उन्होंने श्रबणकी इच्छावाले 
भक्तोंका हित करनेके लिये नाना प्रकारकी लीलाएँ की 
हैं। सौ वाजपेय आदि कर्म तथा दस हजार राजसूय 
यज्ञोके अनुष्ठानसे भी भगवान्‌ उतनी सुगमतासे नहीं 
मिलते, जितनी सुगमतासे वे भक्तिके द्वारा प्राप्त होते हैं। 
जो हृदयसे सेबन करने योग्य, संतोंके द्वारा बारंबार 
सेवित तथा भवसागरसे पार होनेके लिये सार वस्तु हैं, 
श्रीहरिके उन चरणोंका आश्रय लो । रे विषयलोलुप 
पामरो ! अरे निष्ठुर मनुष्यो ! क्यों स्वयं अपने-आपको 
रौरव नरकमें गिरा रहे हो! यदि तुम अनायास ही 
दुःखोंके पार जाना चाहते हो तो गोविन्दके चारु चरणोंका 
सेवन किये बिना नहीं जा सकोगे। भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
युगल चरण मोक्षके हेतु हैं; उनका भजन करो | मनुष्य 
कहाँसे आया है और कहां पुनः उसे जाना है, इस 
खातका विचार करके बुद्धिमान्‌ पुरुष धर्मका संग्रह 


करे ।* क्योंकि नाना प्रकारके नरकोंमें गिरनेके पश्चात्‌ 
यदि पुनः उत्थान होता है, तभी मनुष्यका जन्म मिलता 
है। वहाँ उसे गर्भवासका अत्यन्त दुःखदायी कष्ट तो 
भोगना ही पड़ता है। द्विजो ! फिर कर्मबद् जीव यदि 
इस पृथ्वीपर जन्म लेता है, तो बाल्यावस्था आदिके 
अनेक दोषॉसे उसे पीड़ा सहनी पड़ती है। फिर 
युबावस्थामें पहुँचनेपर यदि दरिद्रता हुई तो उससे बहुत 
कष्ट होता है। भारी रोगसे तथा अनावृष्टि आदि 
आपत्तियोंसे भी केश उठाना पड़ता है। वृद्धावस्थामें 
मनके इधर-उधर भटकनेसे जो कष्ट उसे प्राप्त होता है, 
उसका बर्णन नहीं हो सकता । तदनन्तर व्याधिके कारण 
समयानुसार मनुष्यकी मृत्यु हो जाती है । संसारमें मृत्युसे 
बढ़कर दूसरे किसी दुःखका अनुभव नहीं होता । 
तत्पश्चात्‌ जीव अपने कर्मबश यमलोकमें पीड़ा 
भोगता है; वहाँ अत्यन्त दारुण यातना भोगकर फिर 
संसारमें जन्म लेता है। इस प्रकार वह बारंबार जन्मता 
और मरता तथा मरता और जन्मता रहता है। जिसने 
भगवान्‌ गोविन्दके चरणोंकी आराधना नहीं की है, 
उसीकी ऐसी दशा होती है। *गोविन्दके चरणोंकी 
आराधना न करनेवाले मनुष्यकी बिना कष्टके मृत्यु नहीँ 
होती तथा बिना कष्टके उसे जीवन भी नहीं मिलता । 
यदि घरमें धन हो तो उसे रखनेसे क्या फल हुआ । जिस 
समय यमराजके दूत आकर जीवको खींचते हैं, उस 
समय घन क्या उसके पीछे-पीछे जाता है? अतः 
ब्राह्मणोंके सत्कारमें गाया हुआ धन ही सब प्रकारके 


*कि सुखे लभते जन्तुरसद्वार्तावधारणे । हरेरद्धुतलीलस्य लीलाख्याने न सज्जते॥ 
तद्विचित्रकथा लोके नाना विषयमिश्रिताः । श्रोतव्या यदि वै नृणां विषये सञ्जते मनः॥ 
निर्वाणे यदि वा चित्त श्रोतव्या तदपि द्विजाः । हेलया श्रवणाच्चापि तस्य तुष्टो भवेद्धरिः ॥ 
निष्क्रियोऽपि हृषीकेशो नाना कर्म चकार सः । शुश्रूषूणां हितार्थाय भक्तानां भक्तवत्सलः ॥ 
न लभ्यते कर्मणापि वाजपेयशतादिना । राजसूयायुतेनापि यथा भवत्या स॒ लभ्यते ॥ 
यत्पदं चेतसा सेव्यं सद्भिराचरितं मुहुः | भवाब्धितरणे सारमाश्रयध्वे हरेः पदम्‌॥ 
रे रे विषयसंलुब्धाः पामरा निष्ठुरा नराः । रौरवे हि किमात्मानपात्मना पातयिष्यथ ॥ 
बिना गोविन्दसौम्याङ्घ्रिसेवनं मा गमिष्यथ । अनायासेन दुःखानां तरणं यदि वाञ्छथ ॥ 


भजध्वं 


कृष्णचरणावपुनर्भवकारणे। कुत एवागतो मर्त्यः कुत एव पुनर्वजेत्‌ ॥ 


एतद्विचार्य मतिमानाश्रयेद्‌ धर्मसंग्रहम्‌ । (६१ । ७५-८४) 


०८ 


* अर्चयस्व हषीकेझे यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


सुख देनेवाला' है। दान खर्गको सीढ़ी है, दान सब 
पापोंका नाश करनेवाला है। गोविन्दका भक्तिपूर्वक 
किया हुआ भजन महान्‌ पुण्यकी वृद्धि करनेवाला है। 
यदि मनुष्यमें बल हो तो उसे व्यर्थ ही नष्ट न करे। 
आलस्य छोड़कर भगवानके सामने मृत्य करे और गीत 
गाये। मनुष्यके पास जो कुछ हो, उसे भगवान्‌ 
श्रीकृष्णको समर्पित कर दे । श्रीकृष्णको समर्पित की हुई 
वस्तु कल्याणदायिनी होती है और किसीको दी हुई वस्तु 
केबल दुःख देनेवाली होती है। नेत्रॉसे श्रीहरिकी ही 
प्रतिमा आदिका दर्शन तथा कानोंसे श्रीकृष्णके गुण और 
नामोंका ही अहर्निश श्रवण करे । विद्वान्‌ पुरुषोंको अपनी 
जिह्वासे श्रोहरिके चरणोदकका आस्वादन करना चाहिये । 
नासिकासे श्रीगोबिन्दके चरणारबिन्दोपर चढ़े हुए 
श्रीतुलसीदलको सूँघकर, त्वचासे हरिभक्तका स्पर्श कर 


तथा मनसे भगवानके चरणोंका ध्यान करके जीन 
कृतार्थ हो जाता है--इसमें अन्यथा विचार करनेकी 
आवश्यकता नहीं है । विद्वान्‌ पुरुष भगवानमें ही मन 
लूगाये और हृदयमें उन्होकी भावना करे; ऐसा 
करनेवाला मनुष्य अन्तमें भगवानको ही प्राप्त होता 
है--इसमें कुछ विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है। 
जो मनसे भी निरन्तर चिन्तन करनेपर भक्तको अपना पद 
प्रदान कर देते हैं, उन आदि-अन्तरहित भगवान्‌ 
नारायणका कौन मनुष्य सेवन नहीं करेगा। जो 
श्रीविष्णुके चरणारविन्दोंमें निरन्तर चित्त लगाये रहता है, 
भगवानको प्रसन्नताके स्त्रिये अपनी शक्तिके अनुसार दान 
किया करता है तथा उन्हींके युगल चरणोंमें प्रणाम 
करता, मन लगाता और अनुराग रखता है, वह इस 
मनुष्यलोकमें निश्चय ही पूज्यभावको प्राप्त होता है।* 


अद अ स्ट 


श्रीहरिके पुराणमय स्वरूपका वर्णन तथा पद्मपुराण और स्वर्गखण्डका माहात्म्य 


सूतजी कहते हैं--ब्राह्मणो ! इस प्रकार संसारमें 
जिनकी महिमा समस्त लोकोंका उद्धार करनेवाली है, 
उन नानारूपधारी परमेश्वर विष्णुका एक विग्रह पुराण भी 
है। पुराणोंमें पद्मपुरणका बहुत बड़ा महत्त्व है । 
(१) ब्रह्मपुराण श्रीहरिका मस्तक है । (२) पद्यपुराण 
हृदय है। (३) विष्णुपुराण उनकी दाहिनी भुजा है। 
(४) शिवपुराण उन महेश्वरको बायीं भुजा है। 


(५) श्रीमद्धागवतको भगवानका ऊरुयुगळ कहा गया 
है। (६) नारदीय पुराण नाभि है । (७) मार्कण्डेयपुराण 
दाहिना तथा (८) अभिपुराण बायाँ चरण है। 
(९) भविष्यपुराण महात्मा श्रीविष्णुका दाहिना घुटना 
है। (१०) ब्रहवैत्रर्तपुराणको बायाँ घुटना बताया गया 
है। (११) लिङ्गपुराण दाहिना और (१२) वाराहपुराण 
चायाँ गुल्फ (घुट्टी) है। (१३) स्कन्दपुराण रोएँ तथा 


* यदासी कृष्यते याम्यदूतैः कि धनमन्वियात्‌ । तस्माद्‌ द्विजातिसत्कार्य द्रविणं सर्वसौख्यदम्‌ ॥ 
दानं स्वर्गस्य सोपानं दानं करिल्चिषनाशनम्‌ । गोतरिन्दभक्तिभजनं सहापुण्यविवर्धनम्‌ ॥ 
बले यदि भवेभत्यैं न वृथा तद्व्यर्य चरेत्‌। हरेरमे नृत्यगीतं कुर्यादेवमतन्द्रिसः ॥ 
यत्किञ्चिद्‌ विद्यते पुसा तच्च कृष्णे समर्पयत्‌ । कृष्णार्पितै कुशलदमन्यार्पितमसौख्यदम्‌ ॥ 
चक्षुभ्यां श्रोहररेच भ्रतिमादिनिरूपणम्‌ । श्रोत्राभ्यां कत्त्यत्कृष्णगुणनामान्यहर्निशम्‌ ॥ 
जिङ्कया हरिपादाम्बु स्वादितव्य॑ विचक्षणैः । घ्यणेनाघाय गोविन्दपादाब्जतुळसीदलम्‌ ॥ 
त्वचाऽऽस्पृर्य हरेर्भक्ते मनसा55घ्याय तत्पदम्‌ । कृतार्थो जायते जन्तुर्वात्र कार्या विचारणा ॥ 
तन्मना हिं भवेत्मशस्तथा स्यात्तदूगताशयः । तमेवाम्ततेभ्येति स्त्रेको मात्र कार्या विचारणा ॥ 
चेतसा चाप्यनुध्यातः स्वपदं ग्र: प्रयच्छति । नारायणमनाद्यन्ते न ते सेवेत को जनः॥ 
सततनियतेचित्तो विष्णुपादारविन्दे वितरणमनुराक्ति प्रीतये तस्य कुर्यात्‌ । 
नतिमतिरतिमस्याङ्घद्वये संबिदध्यात्‌ स हि खलु नरल्त्रेके पूज्यतामाझुयाच ॥ 


(६१।९३--१०२) 


स्वर्गरवण्ड ] 


» श्रीहरिके पुराणमय स्वरूपका वर्णन तथा पद्मपुराण और स्वर्गखण्डका माहात्म्य ० 


४०९ 


(१४) वामनपुराण त्वचा माना गया है। (१५) 
कूर्मपुराणको पीठ तथा (१६) मल्स्यपुराणको मेदा कहा 
जाता है। (१७) गरुड्पुराण मज्जा बताया गया है और 
(१८) ब्रह्माण्डपुराणको अस्थि (हड्डी) कहते हैं। इसी 
प्रकार पुसणविग्रहधारी सर्वव्यापक श्रोहरिका आविर्भाव 
हुआ है।* उनके हृदय-स्थानमें पद्मपुराण है, जिसे 
सुनकर मनुष्य अमृतपद--मोक्ष-सुखका उपभोग करता 
है। यह पद्मपुराण साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीहरिका स्वरूप है; 
इसके एक अध्यायका भी पाठ करके मनुष्य सब पापोंसे 
मुक्त हो जाता है। 
स्वर्गखण्डका श्रवण करके महापातकी मनुष्य भी 
केंचुलसे छूटे हुए सर्पकी भाँति समस्त पापोंसे मुक्त हो 
जाते हैं। कितना ही बड़ा दुराचारी और सन धर्मोसे 
बहिष्कृत क्यों न हो, स्वर्गखप्डका श्रवण करके वह 
पवित्र हो जाता है--इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। 
द्विजो ! समस्त पुराणोंको सुनकर मनुष्य जिस फलको 
प्राप्त करता है, वह सब केवल पद्मपुराणको सुनकर ही 
आप्त कर लेता है। कैसी अद्भुत महिमा है! समूचे 
चद्मपुराणको सुननेसे जिस फलकी प्राप्ति होती है, बही 
फल मनुष्य केबल स्वर्गखण्डको सुनकर प्राप्त कर लेता 
है । माघमासमें मनुष्य प्रतिदिन प्रयागमें स्नान करके जैसे 
पापसे मुक्त हो जाता है, उसी प्रकार इस स्वर्गखण्डके 
श्रवणसे भी वह पापोंसे छुटकारा पा जाता है। जिस 
पुरुषने भरी सभामें इस स्वर्गखण्डको सुना और सुनाया 


है, उसने मानो समूची पृथ्वी दानमें दे दी है, निरन्तर 
भगवान्‌ विष्णुके सहस्न-नामोंका पाठ किया है, सम्पूर्ण 
बेदोंका अध्ययन तथा उसमें बताये हुए भिन्न-भिन्न 
पुण्यकर्मोका अनुष्ठान कर लिया है, बहुत-से 
अध्यापर्कोको वृत्ति देकर पढ़ानेके कार्यमें लगाया है, 
भयभीत मनुष्योंको अभयदान किया है, गुणवान्‌ ज्ञानी 
तथा धर्मात्मा पुरुषोंको आदर दिया है, ब्राह्मणों और 
गौओकि लिये प्राणोंका परित्याग किया है तथा उस 
बुद्धिमान्‌ने और भी बहुतेरे उत्तम कर्म किये हैं। तात्पर्य 
यह कि स्वर्गखण्डके श्रवणसे उक्त सभी शुभकर्मोका 
फल प्राप्त हो जाता है। स्वर्गखण्डका पाठ करनेसे 
मनुष्यको नाना प्रकारके भोग प्राप्त होते हैं तथा वह 
तेजोमय शरीर धारण करके ब्रहालोकमें जाता और बही 
ज्ञान पाकर मोक्षको प्राप्त हो जाता है। बुद्धिमान्‌ मनुष्य 
उत्तम पुरुषोंक साथ निवास, उत्तम तीर्थमें स्नान, उत्तम 
वार्तालाप तथा उत्तम शास्त्रका श्रवण करे।प उन 
शास्तरोंमें पद्मपुराण महाझास्त्र है, यह सम्पूर्ण वेदोंका फल 
देनेवाला है। इसमें भी स्वर्गखण्ड महान्‌ पुण्यका फल 
प्रदान करनेवाला है। 

ओ संसारके मनुष्यो! मेरी बात सुनो-- 
गोविन्दको भजो और एकमात्र देवेश्वर विष्णुको प्रणाम 
करो। यदि कामनाकी उत्ताल तसङ्गोंको सुखपूर्वक पार 
करना चाहते हो तो एकमात्र हरिनामका, जिसकी कहीं 
तुलना नहीं है, उच्चारण करो । 


न > 4 र 
स्वर्गखण्ड समाप्त 


स्स Td 


* एकं पुराणं रूपं बै तत्र पाठ परं महत्‌। बाह्य मूर्धा हरेरेन हृदयं पद्मसेश्ञकम्‌॥ 
वैष्णवै दक्षिणो आहुः शैवे वामो महेशितुः । ऊरू भागवतं पोक्त नाभि: स्पान्नारदीयकम्‌॥ 
मार्कण्डेये च दक्षाङ्घिर्वामो। ह्याम्रेयमुच्यते | भविष्ये दक्षिणो जानुर्विष्णोरेव महात्मनः ॥ 


ब्रह्मवैवर्तसंजं तु 


खामजातुरुदाहतः । लैज तु गुल्फकं दक्षं वाणहे वामगुल्फकम्‌ ॥ 


स्कान्दे पुराणं लोमानि त्वगस्य वामनं स्मृतम्‌। कौर्म पृष्ठ समाख्यातं मात्स्यं मेदः कीर्त्यते ॥ 


मज्जा तु गारुडं प्रोक्तं बह्माप्डमस्थि गीयते । एवमेवाभवद्िष्णुः पुराणावयखो 


हरिः ॥ (६२। २-७) 


+ सदिः सह वसेद्धौमान्‌ सत्तीर्थे स्रानमाचरेत्‌। कुर्यादेव सदालापे सच्छारे शृणुयान्नरः ॥ (६२ । २४) 


॥ ॐ श्रीपरमात्मने नम: | 


संक्षिप्त पद्मपुराण 


i जद ललल 
पाताल-खण्ड 
— और चच 
शेषजीक्ा वात्स्यायन मुनिसे रामाश्वमेधकी कथा आरम्भ करना, श्रीरामचन्द्रजीका 
लद्डासे अयोध्याके लिये विदा होना 


नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्‌। आपको ऐसी बुद्धि प्राप्त हुई है, जो श्रीरामचन्द्रजीके 
देखी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥* युगल चरणारविन्दोंका मकरन्द पान करनेके लिये 
ऋषि बोले--महाभाग सूतजी ! हमने आपके लोलुप रहती है। सभी ऋषि-महर्षि साधु पुरुषोंके 
मुखसे समूचे स्वर्ग-खण्डकी मनोहर कथा सुनी; शं 
आयुष्मन्‌! अब हमलोगोंको श्रीणमचन्द्रजीका चरित्र 
सुनाइये। 
सूतजीने कहा--महर्षिगण ! एक समय मुनिवर 
वात्स्यायनने पृथ्वीको धारण करनेवाले नागराज भगवान्‌ 
अनन्तसे इस परम निर्मल कथाके विषयमें प्रश्न किया । 
औवात्स्यायन बोले--भगवन्‌ ! शेषनाग ! मैंने 
आपके मुखसे संसारकी सृष्टि और प्रलय आदिके 
विषयकी सब बातें सुनी; भूगोल, खगोल, रह-तारे और 
नक्षत्र आदिकी गतिका निर्णय, महत्तत्व आदिकी 
सृष्टियोके तत्त्वका पृथक्‌-पृथक्‌ निरूपण तथा सूर्यवंशी 
राजाओंके अद्भुत चरित्रका भी मैंने श्रवण किया है ! इसी 
ग्रसङ्गमें आपने भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीकी कथाका भी 
वर्णन किया है, जो अनेकों महापापॉंको दूर करनेवाली 
है। परन्तु उन भगवान्‌ श्रीरमचन्द्रजीके अश्वमेध यशकी 
कथा संक्षेपसे ही सुननेको मिली, अतः अब मैं उसे समागमको श्रेष्ठ बतलाते हैं; इसका कारण यही है कि 
आपके द्वारा विस्तारके साथ सुनना चाहता हूँ। यह वही सत्सङ्ग होनेपर श्रीरघुनाथजीकी उस कथाके लिये 
कथा है जो कहने, सुनने तथा स्मरण करनेसे बड़े-बड़े अवसर मिलता है, जो समस्त पापोंका नाश करनेवाली 
पातकोंको भी नष्ट कर डालती है । इतना ही नहीं, बह है। देवता और असुर प्रणाम करते समय अपने 
मनोवाब्छित वस्तुको देनेवाली तथा भक्तोंके चित्तको मुकुटोंकी मणियोंसे जिनके चरणोंकी आरती उतारते हैं, 
असन्न करनेवाली है। उन्हीं भगवान्‌ श्रीरमका स्मरण कराकर आपने मुझपर 
भगवान्‌ इोषने कहा--ब्रह्मनू! आप बहुत बड़ा अनुग्रह किया है। जहाँ बरह्मा आदि देवता भी 
ब्राह्मणकुलमें श्रेष्ठ एवं धन्यवादके पात्र हैं; क्योकि मोहित होकर कुछ नहीं जान पाते, उसी श्रीरघुनाथ 


ओ भगवान्‌ नारायण, पुरुषश्रेष्ठ नर, उनकी लीला प्रकट करनेवाली भगवती सरस्वती तथा उसके वक्ता महर्षि वेदव्यासको नमस्कार 
करके जय (इतिहास-पुराण) का पाठ करना चाहिये। 


पातालखण्ड ] » झेषजीका रामाश्वमेथव्ही कथा आरम्भ करना > ११ 


५५०५५०७५५०५०५००७:५० ००००७ »» »»» ४०933» ०3» »५०»»%:»*०४»*०४»&9**&४#***+#4/»&%*४» » ५४ & क #% # 6 ###*#* 665: ५५५५५» ०४५५० ४००७५५००००५४५०० ४५७» ००४०५००५७५५४०»५०५ रक *४४# &8&#*# ०8652. 


कथारूपी महासागरकी थाह लगानेके लिये मेरे-जैसे जानेपर इन्द्र आदि सम्पूर्ण देवताओंको बड़ा सुख मिला । 
मशक-समान तुच्छ जीवकी कितनी शक्ति है । तथापि मैं वे आनन्द-मग्न होकर दासकी भाँति भगवानके चरणोंमें 
अपनी शक्तिके अनुसार आपसे श्रीराम-कथाका वर्णन पड़ गये और उनकी स्तुति करने लगे । 
करूँगा; क्योंकि अत्यन्त विस्तृत आकाशमें भी तत्पश्चात्‌ श्रीरामचन्द्रजी धर्मात्मा विभीषणको 
पक्षी अपनी गंमन-शक्तिके अनुसार उड़ते ही हैं। लड्काके राज्यपर स्थापित करके सीताके साथ पुष्पक 
श्रीरघुनाथजीका चरित्र करोड़ों इलोकोंमें वर्णित है। बिमानपर आरूढ़ हुए। उनके साथ लक्ष्मण, सुग्रीव और 
जिनकी जैसी बुद्धि होती है, वे वैसा ही उसका वर्णन हनुमान्‌ आदि भी विमानपर जा बैठे। उस समय 
करते हैं। जैसे अभिके सम्पर्कसे सोना शुद्ध हो जाता है, भगवान्‌के विरहके भयसे विभीषणके मनमें भी साथ 
उसी प्रकार श्रीरधुनाथजीकी उत्तम कीर्ति मेरी बुद्धिको भी जानेकी उत्कण्ठा हुई और उन्होंने अपने मन्त्रियोंके साथ 
निर्मल बना देगी। श्रीरघुनाथजीका अनुसरण किया । इसके बाद लटका और 
सूतजी कहते हैं--महर्षियो! मुनिवर अशोक-वाटिकापर दृष्टि डालते हुए भगवान्‌ श्रीराम तुरंत 
वात्स्यायनसे यों कहकर भगवान्‌ शेषने ध्यानस्थ हो ही अयोध्यापुरीकी ओर प्रस्थित हुए। साथ ही ब्रह्मा 
अपनी आँखें बंद कर लीं और ज्ञानदृष्टिके द्वारा उस आदि देवता भी अपने-अपने विमानोंपर बैठकर यात्रा 
लोकोत्तर कल्याणमयी कथाका अवलोकन किया | फिर करने लगे। उस समय भगवान्‌ श्रीराम कानोंको सुख 
तो अत्यन्त हर्षके कारण उनके शरीरमें रोमा हो आया पहुँचानेबाली देव-दुन्दुभियोंकी मधुर ध्वनि सुनते तथा 
और वे गढदवाणीसे युक्त होकर दशरथ-नन्दन मार्गमें सीताजीको अनेकों आश्रमोंसे युक्त तीर्थो, मुनियों, 
श्रीरघुनाथजीकी विशद कथाका वर्णन करने रगे । मुनि-पुत्रों तथा पतिन्रता मुनि-पलियोका दर्शन कराते हुए, 
भगवान्‌ शोष खोले- वात्स्यायनजी ! देवता चल रहे थे। परम बुद्धिमान्‌ श्रीरघुनाथजीने पहले 
और दानवोंको दुःख देनेवाले लङ्कापति राबणके मारे लक्ष्मणके साथ जिन-जिन स्थानोंपर निवास किया था, 
१५८१) EES =] वे सभी सीताजीको दिखाये । इस प्रकार उन्हें मार्गे 


स्थानोंका दर्शन कराते हुए श्रीरामचन्द्रजीने अपनी पुरी 
अयोध्याको देखा; फिर उसके निकट नन्दिग्रामपर 
दृष्टिपात किया, जहाँ भाईके बियोग-जनित अनेकों 
दुःखमय चिह्लोंको धारण करके धर्मका पालन करते हुए 
च) राजा भरत निवास कर रहे थे। उन दिनों वे जमीनमें 
गड्ढा खोदकर उसीमें सोया करते थे। ब्रह्मचर्यके 
पालनपूर्वक मस्तकपर जटा और दारीरमें बल्कल वस्त्र 
धारण किये रहते थे। उनका शरीर अत्यन्त दुर्बल हो 
गया था। वे निरन्तर श्रीरामचन्द्रजीकी चर्चा करते हुए 
दुःखसे आतुर रहते थे। अन्नके नामपर तो वे जौ भी नहीं 
अहण करते थे तथा पानी भी बारंबार नहीं पीते थे। 
जब सूर्यदेबका उदय होता, तन वे उन्हें प्रणाम 
करके कहते--'जगतको नेत्र प्रदान करनेवाले भगवान्‌ 
सूर्य ! आप देखताओंके स्वामी हैं; मेरे महान्‌ पापको हर 
रीजिये [हाय ! मुझसे बढ़कर पापी कौन होगा] । मेरे 


* अर्चयस्व हृषीकेश यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


ही कारण जगत्पूज्य श्रीरामचन्द्रजीको भी वनमें जाना 
पड़ा । सुकुमार शरीरवाली सौतासे सेवित होकर वे इस 
समय चनमें रहते हैं । अहो ! जो सीता फूलका शय्यापर 
पुष्पोंकी डेठलके स्पर्शसे भी व्याकुल हो उठती थीं और 
जो कभी सूर्यकी धूपमें घरसे बाहर नहीं निकलीं, वे ही 
पतिव्रता जनक-किझोरी आज मेरे कारण जंगलोंमें भटक 
रही हैं ! जिनके ऊपर कभी राजाओंकी भी दृष्टि नहीं पड़ी 
थी, उन्हीं सीताको आज किरातलोग प्रतयक्ष देखते हैं । जो 
यहाँ मीठे-मीठे पकवानोंको भोजनके लिये आग्रह 
करनेपर भी नहीं खाना चाहती थीं, वे जानकी आज जंगली 
'फलोंके लिये स्वयं याचना करती होंगी ।' इस प्रकार 
श्रीरामके प्रति भक्ति रखनेवाले महाराज भरत प्रतिदिन 
आतःकार सूर्योपस्थानके पश्चात्‌ उपर्युक्त बातें कहा करते 
थे। उनके दुःख-सुखमें समान रूपसे हाथ बँटानेवाले 


शास्त्र-चतुर, नीतिज्ञ और विद्वान्‌ मन्त्री जन भरतजीको 
सान्त्वना देते हुए: कुछ कहते तन चे उन्हें इस प्रकार उत्तर 
देते थे--'अमात्यगण ! मुझ भाग्यहीनसे आपलोग क्यों 
बातचीत करते हैं ? मैं संसारके सब लोगोंसे अधम हूँ; 
क्योंकि मेरे ही कारण मेर बड़े भाई श्रीराम आज बनमें 
जाकर कष्ट उठा रहे हैं । मुझ अभागेके लिये अपने पापोंके 
आयश्चित्त करनेका यह अवसर प्राप्त हुआ है, अतः मैं 
श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंका निरन्तर आदरपूर्वक स्मरण 
करते हुए अपने दोषोंका मार्जन करूँगा । इस जगतूमें माता 
सुमित्रा भी धन्य हैं ! बे ही अपने पतिसे प्रेम करनेवाली 
तथा वीर पुत्रकी जननी हैं, जिनके पुत्र लक्ष्मण सदा 
श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंकी सेबामें रहते हैं।' इस प्रकार 
भ्रातृ-वत्सल भरत जहाँ रहकर उच्चस्वरसे विलाप किया 
करते थे, उस नन्दिमामको भगवान्‌ श्रीरामने देखा । 


— + ललल 


भरतसे मिलकर भगवान्‌ श्रीरामका अयोध्याके निकट आगमन 


शेषजी कहते हैं--मुने ! नन्दिमामपर दृष्टि पड़ते 

ही श्रीरघुनाथजीका चित्त भरतको देखनेकी उत्कण्ठासे 
विह्वल हो गया। उन्हें घर्मात्माओंमें अग्रगण्य भाई 
भरतकी वारंबार याद आने लगी! तब वे महाबली 
खायु-नन्दन हनुमानजीसे बोले, “वीर ! तुम मेरे भाईके 
पास जाओ। उनका शरीर मेरे वियोगसे क्षीण होकर 
छड़ीके समान दुबला-पतला हो गया है और चे उसे 
किसी प्रकार हठपूर्वक धारण किये हुए हैं । जो वल्कल 
पहनते हैं, मस्तकपर जटा धारण करते हैं, जिनकी दुष्टिमें 
परायी स्त्री माता और सुवर्ण मिट्टीके ढेलेके समान है 
तथा जो प्रजाजनोंको आपने पुत्रोंकी भाँति स्त्रेह-दृष्टिसे 
देखते हैं, वे मेरे धर्मज्ञ आता भरत दुःखी हैं। उनका 
शरीर मेरे वियोगजनित दुःखरूप अमिकी ज्वालामें दग्ध 
हो रहा है; अतः इस समय तुम तुरंत जाकर मेरे 
आगमनके संदेशरूपी जरूकी वर्षासे उन्हें शान्त करो । 
उन्हें यह समाचार सुनाओ कि 'सीता, लक्ष्मण, सुग्रीव 
आदि कपीश्वरों तथा विभीषणसहित राक्षसोको साथ ले 
तुम्हारे भाई श्रीराम पुष्पक बिमानपर बैठकर सुखपूर्वक 


आ पहुँचे हैं।' इससे मेरा आगमन जानकर मेरे छोटे भाई 
भरत शीघ्र ही प्रसन्न हो जायेंगे ।” 

परम बुद्धिमान्‌ श्रीरघुवीर के ये वचन सुनकर 
हनुमानजी उनकी आज्ञाका पालन करते हुए भरतजीके 
निवास-स्थान नन्दिमामको गये। वहाँ पहुँचकर उन्होंने 
देखा, भरतजी बूढ़े मन्त्रियोके साथ बैठे हैं और अपने 
पूज्य भ्राताके वियोगसे अत्यन्त दुर्बल हो गये हैं। उस 
समय उनका मन श्रीरघुनाथजीके चरणारविन्दोंके 
मकर्दमें डूबा हुआ था और वे अपने वृद्ध मन्त्रियोंसे 
उन्हींकी कथा-वार्ता कह रहे थे। वे ऐसे जान पड़ते थे 
मानो धर्मके मूर्तिमान्‌ स्वरूप हों अथवा विधाताने मानो 
सम्पूर्ण सत्त्गुणको एकत्रित करके उसीके द्वारा उनका 
निर्माण किया हो। भरतजीको इस रूपमें देखकर 
हनुमानजीने उन्हें प्रणाम किया तथा भरतजी भी उन्हें 
देखते ही तुरंत हाथ जोड़कर खड़े हो गये और 
बोले--“आइये, आपका स्वागत है; श्रीरामचन्द्रजीकी 
कुशल कहिये।' वे इस प्रकार कह ही रहे थे कि इतनेमें 
उनकी दाहिनी बाँह फड़क उठी । इदयसे शोक निकल 


पातालखण्ड ] ० भरतसे मिलकर भगवान्‌ श्रीरामका अयोध्याके निकट आगमन + १४२३ 


गया और उनके मुखपर आनन्दके आँसुओंकी धारा बह मस्तकपर भी जटा थी तथा ते भी निरन्तर तपस्यासे केश 
चली। उनकी ऐसी अवस्था देख वानरराज हनुमानने उठानेके कारण अत्यन्त दुर्बल हो गये थे । राजा भरतको 

“नय छ इस अवस्थामें देखकर श्रीरघुनाथजीको बडी चिन्ता हुई, 
वे कहने लगे--'अहो! राजाओंके भी राजा 
महाबुद्धिमान्‌ महाराज दशरथका यह पुत्र आज जटा 
और बल्करू आदि तपस्वीका वेष घारण किये पैदल ही 
मेरे पास आ रहा है | मित्रो ! मैं वनमे गया था; किन्तु 
मुझे भी ऐसा दुःख नहीं उठाना पड़ा, जैसा कि मेरै 
वियोगके कारण इस भरतको भोगना पड़ रहा है | 
अहो ! देखो तो सही, प्राणोंसे भी बढ़कर प्यारा और 
हितैषी मेरा भाई भरत मुझे निकट आया सुनकर हर्षमें 
भरे हुए वृद्ध मन्त्रियों तथा महर्षि वसिष्ठजीको साथ 
लेकर मुझसे मिलनेके लिये आ रहा है ।' इस प्रकार 
भगवान्‌ श्रीरम आकाशमेँ स्थित पुष्पक विमानसे 
उपर्युक्त बातें कह रहे थे और विभीषण, हनुमान्‌ तथा 
लक्ष्मण उनके प्रति आदरका भाव प्रकट कर रहे थे। 
निकट आनेपर भगवानका हृदय बिरहसे कातर हो उठा 
और वे “भैया ! भैया भरत ! तुम कहाँ हो' इस प्रकार 
कहते तथा बारंबार “भाई ! भाई !! भाई !!!' 


त 


कहा--'लक्ष्मणसहित श्रीरामचन्द्रजी इस प्रामके निकट 
आ गये हैं।' श्रीरघुनाथजीके आगमनके संदेशने भरतके 
झारीरपर मानो अमृत छिड़क दिया, वे हर्षमें भरकर 
बोले---श्रीरामका संदेश लानेवाले हनुमानजी ! मेरे 
पास ऐसी कोई वस्तु नहीं है, जिसे यह प्रिय समाचार 
सुनानेके बदलेमें मैं आपको दे सकूँ; इस उपकारके 
कारण मैं जीवनभर आपका दास बना रहूँगा।' महर्षि 
वसिष्ठ तथा वृद्ध मन्त्री भी अत्यन्त हर्षमें भरकर अर्घ्य 
हाथमें लिये हनुमानजीके दिखाये हुए मार्गसे 
श्रीरामचन्द्रजीके पास चळ दिये । भरतजीकी दृष्टि दूरसे 
आते हुए परम मनोरम भगवान्‌ औरामपर पड़ी! वे 
पुष्पक विमानके मध्यभागमें सीता और लक्ष्मणके साथ 
बैठे थे। 

श्रीरामचन्द्रजीने भी जटा, वल्कल और कौपीन 
धारण किये हुए भरतको पैदल ही आते देखा; साथ ही 
उनकी दृष्टि उन मन्त्रियोपर भी पड़ी, जिन्होंने भाईके 
वेषके समान ही वेष घारण कर रस्वा था! उनके 


3.) 


० अर्थयस्व इधीकेश यदीच्छसि पर॑ पदम्‌ » 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


लगाते हुए तुरंत ही विमानसे उतर पड़े। सहायकॉसहित 
श्रीरामचन्द्रजीको भूमिपर उतरे देख भरतजी हर्षके आँसू 
बहाते हुए उनके सामने दण्डकी भाँति धरतीपर पड़ गये । 
श्रीरघुनाथजीने भी उन्हें दण्डकी भाँति पृथ्वीपर पड़ा देख 
हर्षपूर्ण दृष्टिसे देखते हुए अपनी दोनों भुजाऑसे उठाकर 
छातीसे लगा लिया। आरश्भमें श्रीरामचन्द्रजीके बारंबार 
डठानेपर भी भरतजी उठे नहीं, अपितु अपने दोनों 
हाथोंसे भगवानके चरण पकड़कर फूट-फूटकर रोते रहे । 
अरतजीने कहा--महाबाहु भगवान्‌ श्रीराम ! मैं 
दुष्ट, दुराचारी और पापी हूँ; मुझपर कृपा कीजिये । आप 
दयाके सागर है, अपनी दयासे ही मुझे अनुगृहीत 
'कीजिये। भगवन्‌ ! जिन्हें सीताजीके कोमल हाथोंका 
स्पर्श भी कठोर जान पड़ता था, आपके उन्हीं चरणोंको 
मेरे कारण बनमें भटकना पड़ा ! 
यों कहकर भरतजीने दीनभावसे आँसू बहाते हुए 
बारंबार श्रीरधुनाथजीके चरणोंका आलिङ्गन किया और 
हर्षसे विह्वल होकर उनके सामने हाथ जोड़े खड़े हो गये । 


करुणासागर श्रीरघुनाथजीने अपने छोटे भाईको गले 
लगाकर प्रधान मन्त्रियोंको भी प्रणाम किया तथा सबसे - 
आदरपूर्वक कुशल-समाचार पूछा। इसके बाद भाई 
भरतके साथ वे पुष्पक विमानपर जा बैठे । वहाँ भरतजीने 
अपनी भ्रातृ-पत्नी पतित्रता सीताजीको देखा, जो अत्रिकी 
भार्या अनसूया तथा अगस्त्यकी पत्री लोपामुद्राकी भाँति 
जान पड़ती थीं । पतिव्रता जनक-किझोरीका दर्शन करके 
भरतजीने उन्हें सम्मानपूर्वक प्रणाम किया और कहा-- 
“माँ! मै महामूर्ख हूँ; मेरै द्वारा जो अपराध हो गया है, 
उसे क्षमा करना; क्योंकि आप-जैसी पतिन्रताएँ, सबका 
भला करनेवाली ही होती हैं।' परम सौभाग्यवती जनक- 
किशोरीने भी आपने देवर भरतकी ओर आदरपूर्ण दृष्टि 
डालकर उन्हें आशीर्वाद दिया तथा उनका कुशल-मङ्गल 
पूछा । उस श्रेष्ठ विमानपर आरूढ़ होकर सब-के-सब 
आकाझमें आ गये; फिर एक ही क्षाणमें श्रीरामचन्द्रजीने 
देखा कि पिताकी राजधानी अयोध्या अब बिलकुल 
अपने निकट है। 


आः ? 3 = 
श्रीरामका नगर-प्रवेश, माताओंसे मिलना, राज्य-्रहण करना 
तथा रामराज्यकी सुव्यवस्था 


झेषजी कहते हैं--अपनी राजधानीको देखकर 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीको बड़ी प्रसन्नता हुई। इधर 
भरतमे अपने मित्र एवं सचिव सुमुखको नागरिक- 
उत्सवका प्रबन्ध करनेके लिये नगरके भीतर भेजा । 
'भरतजी बोले--नगरके सन लोग शीघ्र ही 
श्रीरधुनाथजीके आगमनका उत्सब आरम्भ करें। 
घर-घरमें सजावट की जाय, सड़कें झाड़-नुहारकर साफ 
की जाये और उनपर चन्दन-मिश्रित जलका छिड़काव 
करके उनके ऊपर फूल बिछा दिये जायै। हर एक घरके 
आँगनमें नाना प्रकारकी ध्वजाएँ फहरायी जायें, 
अकाशका. प्रबन्ध हो और सर्वतोभद्र आदि चित्र अङ्कित 
किये जाये । श्रीरमका आगमन सुनकर हर्षमें भरे हुए 
लोग मेरे कथनानुसार नगरकी शोभा बढानेवाली 
भाँति-भाँतिकी रचना करें। 


झोषजी कहते हैं--भरतजीके ये वचन सुनकर 
मन्त्रवेत्ताओमें श्रेष्ठ सुमुखने अयोध्यापुरीको अनेक 
प्रकारकी सजावट एवं तोरणोंसे सुशोभित करनेके लिये 
उसके भीतर प्रवेश किया। नगरमें जाकर उसने सब 
लोगोंमें श्रीरामके आगमन-महोत्सवकी घोषणा करा दी । 
लोगेनि जन सुना कि श्रीरघुनाथजी अयोध्यापुरीके निकट 
आ गये हैं, तब उन्हें बड़ा हर्ष हुआ; क्योंकि वे पहले 
भगबान्‌के निरहसे दुःखी हो अपने सुखभोगका परित्याग 
कर चुके थे। वैदिक ज्ञानसे सम्पन्न पवित्र ब्राह्मण 
हाथोंमें कुश लिये धोती और चादरसे सुसज्जित हो 
श्रीरामचन्द्रजेके पास गये। जिन्होंने. संमाम-भूमिमें 
अनेकों वीरॉपर विजय पायी थी, वे धनुष-बाण धारण 
करनेवाले श्रेष्ठ और सूरमा क्षत्रिय भी उनके समीप गये। 
धन-धान्यसे समृद्ध वैश्य भी सुन्दर वस्त्र पहनकर 


पातालखण्ड ] + श्रीरामको नगर-अवेश, माताऑसे मिलना, राज्य-ग्रहण तथा रामराज्यकी सुव्यवस्था + 


'ड९५ 


महाराज श्रीयमके निकट उपस्थित हुए । उस समय उनके 
हाथ सोनेकी मुद्राओसे सुशोभित हो रहे थे तथा वे शूटर, 
जो ब्राह्मणोके भक्त, अपने जातीय आचारमें टृढ़तापूर्वक 
स्थित और धर्म-कर्मेका पालन करनेवाले थे, अयोध्या- 
पुरीके स्वामी श्रीरामचन्द्रजीके पास गये । व्यवसायी लोग 
जो अपने-अपने कर्ममें स्थित थे, वे सब भी भेंटमें देनेके 
लिये अपनी-अपनी वस्तु लेकर महाराज श्रीरामके समीप 
गये। इस प्रकार राजा भरतका संदेश पाकर आनन्दकी 
जाढ़में डूबे हुए पुरवासी नाना प्रकारके कौतुकोंमें अवृत्त 
होकर अपने महाराजके निकट आये। तदनन्तर 
श्रीरामचन्द्रजीने भी अपने-अपने विमानपर बैठे हुए 
सम्पूर्ण देवताओंसे घिरकर मनोहर रचनासे सुशोभित 
अयोध्यापुरीमें प्रवेश किया । आकाइमार्गसे विचरण 
करनेवाले वानर भी उछलते-कूदते हुए श्रीरघुनाथजीके 
पीछे-पीछे उस उत्तम नगरमें गये । उस समय उन सबकी 
पृथक्‌-पृथक्‌ शोभा हो रही थी। कुछ दूर जाकर 
श्रीरामचन्द्रजी पुष्पक विमानसे उतर गये और शीघ्र ही 
श्रीसीताबे, साथ पालकीपर सवार हुए; उस समय वे 
अपने सहायक परिवारद्वारा चारों ओरसे घिरे हुए थे। 
जोर-जोरसे बजाये जाते हुए वीणा, पणव और भेरी 
आदि बाजोंके द्वारा उनकी बड़ी शोभा हो रही थी । सूत, 
मागध और बन्दीजन उनकी स्तुति कर रहे थे; सब लोग 
कहते थे--'रघुनन्दन ! आपकी जय हो, सूर्य-कुल- 
भूषण श्रीराम ! आपकी जय हो, देव ! दशरथ-नन्दन ! 
आपकी जय हो, जगतके स्वामी श्रीरघुनाथजी ! आपकी 
जय हो।' इस प्रकार हर्षमें भरे पुरवासियॉकी 
कल्याणमयी बातें भगवानको सुनायी दे रही थीं । उनके 
दर्शनसे सब लोगोंके झारीरमें रोमाञ्च हो आया था, 
जिससे वे बड़ी शोभा पा रहे थे। क्रमशः आगे बढ़कर 
भगवानूकी सवारी गली और चौराहोंसे सुशोभित नगरके 
प्रधान मार्गपर जा पहुँची, जहाँ चन्दन-मिश्रित जलका 
छिड़कान हुआ था और सुन्दर फूल तथा पल्लव बिछे 
थे। उस समय नगरकी कुछ स्त्रियां खिड़कीके सामनेकी 
छज्जोंका सहारा लेकर भगवानुकी मनोहर छवि निहारती 
हुई आपसमें कहने लगीं 


पुरवासिनी स्त्रियाँ बोलीं सखियो ! वनवासिनी 
भीलोंकी कन्याएँ भी धन्य हो गयीं, जिन्होंने अपने 
नीलकमलके समान ल्ोचनोंद्वार श्रीरामचन्द्रजीके 
मुखारदिन्दका मकरन्द पान किया है। अपने सौभाग्यसे 
इन कन्याओनि महान्‌ अभ्युदय प्राप्त किया है। अरी ! 
वीरोचित तेजसे युक्त श्रीरघुनाथजीके मुखकी ओर तो 
देखो, जो कमलकी सुषमाको लज्जित करनेवाले सुन्दर 
नेत्रोस सुशोभित हो रहा है; उसे देखकर धन्य हो 
जाओगी। आहो ! ब्रह्मा आदि देवता भी जिनका दर्दान 
नहीं कर पाते, वे ही आज हमारी आँखोंके सामने हैं। 
अवश्य ही हमलोग अत्यन्त बड़भागिनी है । देखो, इनके 
मुखपर कैसी सुन्दर मुसकान है, मस्तकपर किरीट शोभा 
पा रहा है; ये लाल-लाल ओठ बन्धूक-पुष्पकी अरुण 
प्रभाको अफ्नी शोभासे तिरस्कृत कर रहे हैं तथा इनकी 
ऊँची नासिका मनोहर जान पड़ती है। 

इस प्रकार अधिक भ्रेमके कारण उपर्युक्त नातें 
कहनेवाळी अवधपुरीकी रमणियाँ भगवानके दर्शनकर 
प्रसन्न होने लगीं । तदनन्तर, जिनका प्रेम बहुत बढ़ा हुआ 
था, उन अपने दृष्टिपातसे 


४१६ 


* अर्चयस्व इधीकेश यदीच्छसि परं यदम्‌ > 


[ संक्षिप्त पग्रपुराण 


352९8७5822%02०९८६५५९४०५४५७५५०७३४९७५७५५५०४५५७५५५५५४५७५५५५५७४५०३५७४५५५५०५५४७५७७४४७५४०४७५०४७५४७७५७०४०४५५४४७७४७ 


करके सम्पूर्ण जगत्को मर्यादाका पाठ पढ़नेवाले 
श्रीरघुनाथजीने माताके भवनमें जानेका विचार किया। वे 
राजाओकि राजा तथा अच्छी नीतिका पालन करनेवाले 
थे; अतः पालकीपर बैठे हुए ही सबसे पहले अपनी 
माता कैकेयीके घरमें गये। कैकेयी लज्जाके भारसे दनी 
हुई थी, अतः श्रीरामचन्द्रजीको सामने देखकर भी वह 
कुछ न बोली। बारंबार गहरी चिन्तामें डूबने लगी। 
सूर्य-बंशकी पताका फहरानेवारे श्रीरामने माताको 
'लज्जित देखकर उसे विनययुक्त वचनांद्वारा सान्त्वना देते 
हुए कहा। 
श्रीराम बोळे--माँ ! मैने बनमें जाकर तुम्हारी 
आज्ञाका पूर्णरूपसे पालन किया है। अब बताओ, 
तुम्हारी आज्ञासे इस समय कौन-सा कार्य करूं ? 
श्रीरामकी यह बात सुनकर भी कैकेयी अपने 
भुँहको ऊपर न उठा सकी, वह धरि-धीरे बोली--'बेटा 
राम ! तुम निष्पाप हो । अब तुम अपने महलमें जाओ ।' 
माताका यह वचन सुनकर कृपा-निधान औरामचन्द्रजीने 
भी उन्हें नमस्कार किया और बहाँसे सुमित्राके भवनमें 
गये। सुमित्राका हृदय बड़ा उदार था, उन्होंने अपने पुत्र 
लक्ष्मणसहित श्रीरामचन्द्रजीको उपस्थित देख आशीर्वाद 
देते हुए कहा--'बेटा! तुम चिरजीवी हो।' 
श्रीरामचन्द्रजीने भी माता सुमित्राके चरणोंमें प्रणाम करके 
आरंबार प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा--'माँ ! 
लक्ष्मण-जैसे पुत्ररलको जन्म देनेके कारण तुम रलगर्भा 
हो; बुद्धिमान्‌ लक्ष्मणने जिस प्रकार हमारी सेवा की है, 
जिस तरह इन्होंने मेरे कष्टोंका निवारण किया है वैसा 
कार्य और किसीने कभी नहीं किया । राबणने सीताको 
हर लिया । उसके बाद मैंने पुनः जो इन्हें प्राप्त किया है, 
बह सब तुम लक्ष्मणका ही पराक्रम समझो ।' यों कहकर 
तथा सुमित्राके दिये हुए आशीर्वादको शिरोधार्य करके वे 
देवताओंके साथ अपनी माता कौसल्याके महलमें गये । 
माताको आपने दर्शनके लिये उत्कण्ठित तथा हर्षमग्न 
देख भगवान्‌ श्रीयम तुरंत ही पालकीसे उतर पड़े और 
पहुँचकर उन्होंने माताके चरणॉको पकड़ लिया। 
oan ऋदय बेटेका मुँह देखनेके न्त्ये 


उत्कण्ठासे विह्ल हो रहा था; उन्होंने अपने रामको 
बारंबार छातीसे लगाया और बहुत प्रसत्र हुईं। उनके 
राहत छा एल 


नेत्रोंसे आनन्दके आँसू प्रवाहित होकर चरणोंको भिगोने 
लगे। विनयशील श्रीरघुनाथजीने देखा कि “माता 
अत्यन्त दुर्बल हो गयी हैं। मुझे देखकर ही इन्हें 
कुछ-कुछ हर्ष हुआ है ।' उनकी इस अवस्थापर दृष्टिपात 
करके उन्होंने कहा । 

श्रीराम खोले--माँ ! मैंने बहुत दिनोंतक तुम्हारे 
चरणोंकी सेवा नहीं की है, निश्चय ही मैं बड़ा भाग्यहीन 
हुँ; तुम मेरे इस अपराधको क्षमा करना । ओ पुत्र अपने 
'माता-पिताकी सेवाके लिये उत्सुक नहीं रहते, उन्हे 
रज-वीर्यसे उत्पन्न हुआ कीड़ा ही समझना चाहिये ! क्या 
करूँ, पिताजीकी आज्ञासे मैं दण्डकारण्यमें चला गया 
था। बहाँसे रावण स्रीताको हरकर लङ्कामें ले गया था; 
किन्तु तुम्हारी कृपास उस राक्षसराजको मारकर मैंने पुनः 
इन्हें प्राप्त किया है । ये पतिव्रता सीता भी तुम्हारे चरणोंमें 
पड़ी हैं, इनका चित्त सदा तुम्हारे इन चरणोंमें ही लगा 
रहता है। 


पातालरखण्ड ] 


+ देवताओंड्रारा औरामकी स्तुति, श्रीरामका उन्हें बरदान तथा रामराज्यका वर्णन + 


४९७ 


श्रीरामचन्द्रजीकी बात सुनकर माता कौसल्याने 
अपने पैरोपर पड़ी हुई पतित्रता बहू सीताको आशीर्वाद 
देते हुए कहा--'मानिनी सीते ! तुम चिरकालतक अपने 
पतिकी जीवन-सङ्गिनी बनी रहो। मेरी पवित्र स्वभाव- 
वाली बहू ! तुम दो पुत्रोंकी जननी होकर अपने इस 
कुलको पवित्र करो । बेटी ! दुःख-सुखमें पत्रिका साथ 
देनेवाली तुम्हारी-जैसी पतिम्नता स्त्रियाँ तीनों लोकॉमें 
कहीं भी दुःखकी भागिनी नहीं होती--यह सर्वथा सत्य 
है। विदेहकुमारी ! तुमने महात्मा रामके चरणकमलोंका 
अनुसरण करके अपने ही द्वारा अपने कुलको पवित्र कर 
दिया।' सुन्दर नेत्रोंबाली श्रीरघुनाथपत्री सीतासे यों 
कहकर माता कौसल्या चुप हो गयीं। हर्षके कारण पुनः 
उनका सर्नाद्ध पुलकित हो गया। 

तदनन्तर श्रीरामचन्द्रजीके भाई भरतने उन्हें 
पिताजीका दिया हुआ अपना महान्‌ राज्य निवेदन कर 
दिया। इससे मन्त्रियोंको बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने 
मन्त्रके जाननेवाले ज्योतिषियोंको खुलकर 
राज्याभिषेकका मुहूर्त पूछा और उद्योग करके उनके 
बताये हुए उत्तम नक्षत्रसे युक्त अच्छे दिनको शुभ मुहूर्तमें 


बड़े हर्षके साथ राजा श्रीरामचन्द्रजीका अभिषेक 
कराया । सुन्दर व्याघ्रचर्भके ऊपर सातों द्वीपॉसे युक्त 
पृथ्वीका नकशा बनाकर राजाधिराज महाराज श्रीराम 
उसंपर विराजमान हुए। उसी दिनसे साधु पुरुषॉके 
हृदयमें आनन्द छा गया। सभी ख्त्रियाँ पतिके प्रति 
भक्ति रखती हुई पतिव्रत-धर्मके पालनमें संलग्न 
हो गयीं। संसारके मनुष्य कभी मनसे भी पापका 
आचरण नहीं करते थे । देवता, दैत्य, नाग, यक्ष, असुर 
तथा बड़े-बड़े सर्प--ये सभी न्यायमार्गपर स्थित होकर 
शरोरामचन्द्रजीकी आज्ञाको शिरोधार्य करने लगे । सभी 
परोपकारमें लगे रहते थे। सबको अपने धर्मके 
अनुष्ठानमें ही सुख और संतोषकी प्राप्ति होती थी। 
विद्यासे ही सबका विनोद होता था। दिन-सत 
शुभ कमॉपर ही सबकी दृष्टि रहती थी। श्रीरामके 
राज्यमें चोरोंकी तो कहीं चर्चा ही नहीं थी। जोरसे 
चलनेवाली हवा भी राह चलते हुए पथिकोंके सूक्ष्म- 
से-सूक्ष्म वख्नको भी नहीं उड़ाती थी। कृपानिधान 
श्रीरामचन्द्रजीका स्वभाव बड़ा दयाळू था। वे याचकोंके 
लिये कुनेर थे! 


=== * == 


देवताओंहारा श्रीरामकी स्तुति, श्रीरामका उन्हें बरदान देना तथा रामराज्यका वर्णन 


शेषजी कहते हैं-मुने ! जब श्रीरामचन्द्रजीका 
राज्याभिषेक हो गया तो राक्षसराज रावणके वधसे 
असन्नचित्त हुए देवताओने प्रणाम करके उनका इस प्रकार 
स्तवन किया । 

देवता: बोले--देवताओंकी पीड़ा दूर करनेवाले 
दशरथनन्दन श्रीराम ! आपकी जय हो। आपके द्वारा जो 
राक्षसराजका विनाश हुआ है, उस अद्भुत कथाका 
समस्त कविजन उत्कण्ठापूर्वक वर्णन करेंगे । भुबनेश्वर ! 
अलयकालमें आप सम्पूर्ण लोकोंकी परम्पराको 
लीलापूर्वक अस लेते हैं। प्रभो ! आप जन्म और जरा 
आदिके दुःखोंसे सदा मुक्त हैं। प्रबल शक्तिसम्पन्न 
परमात्मन्‌! आपकी जय हो, आप॑ हमारा उद्धार 
कीजिये, उद्धार कीजिये। धार्मिक पुरुषॉके कुलरूपी 


समुद्रमें प्रकट होनेवाले अजर-अमर और अच्युत 
परमेश्वर ! आपकी जय हो । भगवन्‌ ! आप देवताओसे 
श्रेष्ठ हैं। आपका नाम लेकर अनेकों आणी पवित्र हो गये; 
फिर जिन्हेनि श्रेष्ठ द्रिज-वेशमें जन्म ग्रहण करके उत्तम 
मानव-झरीरको प्राप्त किया है, उनका उद्धार होना कौन 
बड़ी बात है? द्विव और ब्रह्माजी भी जिनको मस्तक 
झुकाते हैं, जो पवित्र यव आदिके चिहोंसे सुशोभित तथा 
मनोवाज्छित कामना एवं समृद्धि देनेवाले हैं, उन आपके 
चरणोंका हम निरन्तर अपने हृदयमें चिन्तन करते रहेँ, 
यही हमारी अभिलाषा है । आप कामदेनकी भी शोभाको 
तिरस्कृत करनेवाली मनोहर कान्ति धारण करते हैं। 
परमपावन' दयामय! यदि आप इस भूमष्डलको 
अभयदान न दें तो देवता कैसे सुखी हो सकते हैं? 


४९८ 


* अर्चयस्व हषीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


नाथ ! जब-जब दानवी राक्तियाँ हमें दुःख देने लगें 
'तन-तब आप इस पृथ्बीपर अवतार ग्रहण करें | निभो ! 
यद्यपि आप सबसे श्रेष्ठ, अपने भक्तोंद्वारा पूजित, 
अजन्मा तथा अबिकारी हैं तथापि अपनी मायाका 
आश्रय लेकर भिन्न-भिन्न रूपमें प्रकट होते हैं। आपके 
सुन्दर चरित्र (पवित्र लोला) मरनेवाले प्राणियोंके लिये 
अमृतके समान दिव्य जीवन प्रदान करनेवाले हैं। उनके 
श्रबणमात्रसे समस्त पापोंका नाश हो जाता है । आपने 
अपनी इन लीलाऑसे समस्त भूमण्डलको व्याप्त कर 
रखा है तथा गुणोंका गान करनेवाले देवताओंद्वारा भी 
आपकी स्तुति की गयी है। जो सबके आदि हैं, परन्तु 
जिनका आदि कोई नहीं है, जो अजर (तरुण) रूप 
धारण करनेवाले हैं, जिनके गलेमें हार और मस्तकपर 
किरीट शोभा पाता है, जो कामदेवकी भी कान्तिको 
लज्जित करनेवाले हैं, साक्षात्‌ भगवान्‌ शिव जिनके 
चरणकमलोंकी सेवामें लगे रहते हैं तथा जिन्होंने अपने 
शत्रु रावणका बलपूर्वक वध किया है, बे श्रीरघुनाथजी 
सदा ही विजयी हों। 


करके विनीत भावसे श्रीरघुनाथजीको बारबार प्रणाम 
किया! महायशस्बी श्रीरामचन्द्रजी देवताओंकी इस 
स्तुतिसे बहुत सन्तुष्ट हुए और उन्हें मस्तक झुकाकर 
चरणोंमें पड़े देख बोले। 

श्रीरामने कहा--देवताओ ! तुमलोग मुझसे 
कोई ऐसा वर माँगो जो तुम्हें अत्यन्त दुर्लभ हो तथा जिसे 
अबतक किसी देवता, दानव, यक्ष और राक्षसने भी नहीं 
आप्त किया हो! 

देवता बोले--स्वामिन्‌ ! आपने हमलोगोंके इस 
शत्रु द्याननका जो वध किया है, उसोसे हमें सब उत्तम 
वरदान प्राप्त हो गया। अब हम यही चाहते हैं कि 
जब-जन कोई असुर हमलोगोंको केश पहुँचावे तब-तब 
आप इसी तरह हमारे उस शत्रुका नाश किया करें । 

वीरवर भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने 'बहुत अच्छा' 
कहकर देवताओंकी प्रार्थना स्वीकार की और फिर इस 
प्रकार कहा । 

श्रीराम बोळे--देवताओ ! तुम सब लोग 
आदरपूर्वक मेरा वचन सुनो, तुमलोगोंने मेरे गुणोंको 
अधित करके जो यह अद्धुत स्तोत्र बनाया है, इसका जो 
मनुष्य प्रातःकाल तथा रात्रिमें एक बार प्रतिदिन पाठ 
करेगा, उसको कभी अपने शरत्रुओंसे पराजित होनेका 
भयङ्कर कष्ट नहीं भोगना पडेगा । उसके घरमें दरिद्रताका 
प्रवेश नहीं होगा तथा उसे रोग नहीं सतायेंगे। इतना ही 
नहीं, इसके पाठसे मनुष्योके उल्लासपूर्ण हृदयमें मेरे 
युगल-चरणोंकी गाढ़ भक्तिका उदय होगा। 

यह कहकर. नरदेबशिरोमणि श्रीरघुनाथजी चुप हो 
गये तथा सम्पूर्ण देवता अत्यन्त प्रसन्न होकर 
अपने-अपने लोकको चले गये। इधर लोकनाथ 
श्रीरामचन्द्रजी अपने विद्वान्‌ भाइयोंका पिताकी भाँति 
पालन करते हुए प्रजाको अपने पुत्रके समान मानकर 
सबका त्त्रलन-पालन करने लगे । उनके शासनकालमें 
जगतके मनुष्योंकी कभी अकाल-मृत्यु नहीं होती थी ! 
किसीके घरमें रोग आदिका प्रकोप नहीं होता था। न 


पातालखण्ड ] 


० देखताओंद्वारा श्रीरामको स्तुति, श्रीरामका उन्हें वरदान तथा रापराज्यका वर्णन « 


४१९ 


कभी ईति* दिखायी देती और न शत्रुसे ही कोई भय 
होता । वृक्षोमें सदा फल लगे रहते और पृथ्वीपर अधिक 
मात्रामें अनाजकी उपज होती थी । स्त्रियोंका जीवन पुत्र- 
पौत्र आदि परिवारसे सनाथ रहता था। उन्हें निरन्तर 
अपने प्रियतमका संयोगजनित सुख मिलते रहनेके 
कारण विरहकी फ्रेश नहीं भोगना पड़ता था । सब लोग 
सदा श्रीरघुनाथजीके चरणकमलोकी कथा सुननेके लिये 
उत्सुक रहते थे । उनकी वाणी कभी परायी निन्दामें नहीं 
प्रवृत्त होती थी । उनके मनमें भी कभी पापका संकल्प 
नहीं होता था । सीतापति श्रीरामके मुखकी ओर निहारते 
समय लोगोंकी आँखें स्थिर हो जाती--वे एकटक 
जेत्रॉसे उन्हें देखते रह जाते थे। सबका हृदय निरन्तर 
करुणासे भरा रहता था । सदा इष्ट (यज्ञ-यागादि) और 
आपूर्त (कुएँ खुदवाने, बगीचे लगवाने आदि) के 
अनुष्ठान करनेवाले लोगोंके द्वारा उस राज्यकी जड़ और 
मजबूत होती थी। समूचे राष्ट्रमै सदा हरी-भरी खेती 
लहशती रहती थी। जहाँ सुगमतापूर्वक यात्रा की जा 
सके, ऐसे क्षेत्रोंसे बह देश भरा हुआ था । उस राज्यका 
देश सुन्दर और प्रजा उत्तम थी। सब लोग स्वस्थ रहते 
थे। भौएँ अधिक थीं और घास-पातका अच्छा सुभीता 
था। स्थान-स्थानपर देव-मन्दिरोंकी श्रेणियाँ रामराज्यकी 
शोभा बढ़ाती थीं । उस राज्यमें सभी गाँव भरे-पूरे और 
धन-सम्पत्तिसे सुशोभित थे । वाटिकाओंमें सुन्दर-सुन्दर 
फूल शोभा पाते और वृक्षोमे स्वादिष्ट फल लगते थे। 
कमलोंसे भरे हुए तालाब वहाँको भूमिका सौन्दर्य बढ़ा 
रहे थे। 
रामराज्यमें केवल नदी ही सदम्भा (उत्तम 
जलवाली) थी, बहाँकी जनता कहीं भी सदम्भा (दम्भ 
या पाखण्डसे युक्त) नहीँ दिखायी देती थी। ब्राह्मण, 
क्षत्रिय आदि बणेकि कुल (समुदाय) ही कुलीन (उत्तम 
कुलमें उत्पन्न) थे, उनके धन नहीं कुलीन थे (अर्थात्‌ 
उनके धनका कुत्सित मार्गमें लय--उपयोग नहीं होता 


था) । उस राज्यकी स्लियोमें ही विश्रम (हान-भाव या 
विलास) था; विद्वानोंमें कहीं विश्रम (भ्रान्ति या भूल) 
का नाम भी नहीं था। बहाँकी नदियाँ ही कुटिल मार्गसे 
जाती थीं, प्रजा नहीं; अर्थात्‌ प्रजामें कुटिलताका सर्वथा 
अभाव था । श्रीरामके राज्यमें केवल कुष्णपक्षकी रात्रि ही 
तम (अन्धकार) से युक्त थी, मनुष्योमें तम (अज्ञान या 
दुःख) नहीं था । वहाँकी खियोमें ही रजका संयोग देखा 
जाता था, धर्म-प्रधान मनुष्योंमें नहीं; अर्थात्‌ मनुष्योमें 
घर्मकी अधिकता होनेके कारण सच्त्वगुणका ही उद्रेक 
होता था [रजोगुणका नहीं] । धनसे वहाँके मनुष्य ही 
अनन्ध थे (मदान्ध होनेसे बचे थे); उनका भोजन आनन्ध 
(अन्नरहित) नहीं था । उस राज्यमें केवल रथ ही 'अनय' 
(लोह-रहित) था; राजकर्मचारियोंमें 'अनय' (अन्याय) 
का भाव नहीं था । फरसे, फावडे, चवर तथा छत्रेमि ही 
दण्ड (डंडा) देखा जाता था; अन्यत्र कहीं भी क्रोध या 
बन्धन-जनितं दण्ड देखनेमें नहीं आता था । जलोंमें ही 
जडता (या जलल्व) की बात सुनी जाती थी; मनुष्यॉमे 
नहीं। सीके मध्यभाग (कटि) में ही दुर्बलता 
(पतलापन) थी; अन्यत्र नहीं । वहाँ ओषधियोंमें ही कुष्ठ 
(कूट या कूठ नामक दवा) का योग देखा जाता था, 
मनुष्योंमें कुष्ठ (कोढ़) का नाम भी नहीं था। रलॉमें ही 
वेध (छिद्र) होता था, मूर्तियोंके हाथोंमें ही झूल 
(त्रिशूल) रहता था, प्रजाके शरीरमें वेध या शूलका रोग 
नहीं था। रसानुभूतिके समय सात्त्विक भावके कारण ही 
झारीरमें कम्प होता था; भयके कारण कहीं किसीको 
कँपकँपी होती हो--ऐसी बात नहीं देखी जाती थी। 
राम-राज्यमें केबल हाथी ही मतबाले होते थे, मनुष्योंमें 
कोई मतवाला नहीं था । तरङ्गे जलाझायॉमें हो उठती थीं, 
किसीके मनमें नहीं; क्योंकि सनका मन स्थिर था। दान 
(मद) का त्याग केवल हाथियोंमें ही दृष्टिगोचर होता था; 
राजाओंमें नहीं । काँटे ही तीखे होते थे, मनुष्योंका स्वभाव 
नहीं। केवल बाणोंका ही गुणोंसे वियोग होता थार 


१ 'ईति' कई प्रकारकी होती है--अबृष्टि (सूखा पड़ना), अतिवृष्टि (अधिक वर्षाके कारण बाढ़ आना), खेतोंमें चूहोंका लगना, 


टिड्रियोंका उपद्र, सुगोंसे हानि और राजासे वैर इत्यादि । 


२- धनुषकी डोरीको गुण कहते हैं, छूटते समग्र बाणका उससे वियोग होता है । 


डर० 


० अर्जयस्व हवीकेशे यदीस्छसि परं पदम्‌ « 


. संक्षिप्त पदापुराण 


मनुष्योंका नहीं । दृढ़ बन्धोक्ति (सुङिलिष्ट प्रबन्धरचना या 


भ्रजाको सदा ही श्रीरामचन्द्रजीसे लाड़-प्यार प्राप्त 


'कमल-बन्ध आदि इलोकोंकी रचना) केवल पुस्तकॉमें होता था। अपने द्वारा लालित प्रजाका निरन्तर 


ही उपलब्ध होती थी; लोकर्मे कोई सुदृढ़ बन्थनमें बाँधा 
र्‍या कैद किया गया हो--ऐसी बात नहीं सुनी जाती थी। 


लालन-पालन करते हुए वे उस सम्पूर्ण देशकी रक्षा 
करते थे। 


x x र 
श्रीरामके दरबारमें अगस्त्यजीका आगमन, उनके द्वारा रावण आदिके जन्म तथा 
तपस्याका वर्णन और देवताओंकी प्रार्थनासे भगवानका अवतार लेना 


शेषजी कहते हैं-एक बार एक नीचके मुखसे 
श्रीसीताजीके अपमानकी बात सुनकर--धोबीके 
आक्षेपपूर्ण वचनसे प्रभावित होकर श्रीरघुनाथजीने 
अपनी पत्रीका परित्याग कर दिया। इसके बाद वे 
सीतासे रहित एकमात्र पृथ्वीका, जो उनके आदेशसे ही 
सुरक्षित थी, धर्मानुसार पालन करने लगे । एक दिन 
महामति श्रीरामचन्द्रजी राजसभामें बैठे हुए भे, इसी 
समय मुनियांमे श्रेष्ठ अगस्त्य ऋषि, जो बहुत बड़े 
महात्मा थे, वहाँ पघारे 
क रद दद 


५44 न न] \ 


fr > स छक 
अद्धुत महर्षिको आया देख महाराज श्रीरामचन्द्रजी अर्घ्य 
लिये सम्पूर्ण सभासदों तथा गुरु वसिष्ठके साथ उठकर 


खड़े हो गये! फिर स्वागत-सत्कारके द्वारा उन्हें सम्मानित 
करके भगवान्ने उनकी कुशल पूछी और जब वे 
सुखपूर्वक आसनपर बैठकर विश्राम कर चुके तो 
श्रीरघुनन्दनने उनसे वार्तालाप आरम्भ किया । 

श्रीरामने कहा- महाभाग कुम्भज ! आपका 
स्वागत है । तपोनिधे ! निश्चय ही आज आपके दर्शनसे 
हम सब लोग कुटुम्नसहित पवित्र हो गये। इस 
भूमण्डलपर कहीं कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जो आपकी 
तपस्यामें विघ्न डाल सके । आपकी सहधर्मिणी लोपामुद्रा 
भी बड़ी सौभाग्यशालिनी हैं, जिनके पातित्रत्य- धर्मके 
प्रभावसे सब कुछ शुभ ही होता है। मुनीश्वर ! आप 
चर्मके साक्षात्‌ विग्रह और करुणाके सागर हैं। लोभ तो 
आपको छू भी नहीं गया है। बताइये, मैं आपका 
कौन-सा कार्य करूँ ? महामुने ! यद्यपि आपकी 
तपस्याके प्रभावसे ही सब कुछ सिद्ध हो जाता है, 
आपके संकल्पमात्रसे ही बहुत कुछ हो सकता है; 
तथापि मुझपर कृपा करके ही मेंरे लिये कोई सेवा 
बतलाइये । 

औषजी कहते हैं--मुने ! राजाओकि भी राजा 


परम बुद्धिमान्‌ जगदुरु श्रीरामचन्द्रजीके ऐसा कहनेपर 


महर्षि अगस्त्यजी अत्यन्त विनययुक्त वाणीमें बोले । 
अगस्त्यजीने कहा--स्वामिन्‌ ! आपका दर्शन 
देवताओंके लिये भी दुर्लभ है; यही सोचकर मैं यहाँ 
आया हूँ। राजाधिराज ! मुझे अपने दर्शनके लिये ही 
आया हुआ समझिये | कृपानिधे ! आपने रावण नामक 
असुरका, जो समस्त लोकोंके लिये कण्टकरूप था, वध 
कर डाला--यह बहुत अच्छा हुआ। अब देवगण 


पातालखण्ड ] » श्रीराम-दरबारमें अगस्त्यजीका आगमन, देवताओंकी प्रार्थनासे भगवानका अवतार » 


सुखी और विभीषण राजा हुए--यह बडे सौभाग्यकी 


बात है । श्रीराम ! आज आपका दर्शन पाकर मेरे मनका हू 


खाली खजाना भर गया। मेरे सारे पाप नष्ट हो गये। 
यों कहकर महर्षि कुम्भज चुप हो गये। भगवानके 


दर्शनजनित आह्लादसे उनका चित्त विह्वल हो रहा था। ६ 


उस समय श्रीरघुनाथजीने उन ज्ञान-विशारद भुनिसे पुनः 
इस प्रकार प्रश्न किया--'मुने ! मै आपसे कुछ बातें पूछ 
रहा हुँ, आप उन्हें विस्तारपूर्वक बतलावें। देवताओंको 
पीड़ा देनेबाला वह रावण, जिसे मैंने मारा है, कौन था? 
तथा उस दुरात्माका भाई कुम्भकर्ण भी कौन था? 
उसकी जाति--उसके बन्धु-बान्धव कौन थे ? सर्वज्ञ ! 


आप इन सब बातोंको विस्तारके साथ जानते हैं, अतः | 


मुझे सब बताइये ।' भगवानकी ये खातें सुनकर तपोनिधि 
कुम्भज ऋषिने इन सबका उत्तर देना आरम्भ किया-- 
“राजन्‌ ! सम्पूर्ण जगतूकी सृष्टि करनेवाले जो ब्रह्माजी 
हैं, उनके पुत्र महर्षि पुलस्त्य हुए। पुलस्त्यजीसे मुनिवर 
विश्रवाका जन्म हुआ, जो वेदविधामें अत्यन्त प्रवीण थे । 
उनकी दो पत्नियाँ थीं, जो बड़ी पतिव्रता और सदाचारिणी 
थीं। उनमेंसे एकका नाम मन्दाकिनी था और दूसरी 
कैकसी नामसे प्रसिद्ध थी। पहली स्त्री मन्दाकिनीके 
गर्भसे कुवेरका जन्म हुआ, जो लोकपालके पदको प्राप्त 
हुए हैं। उन्होंने भगवान्‌ झङ्करके प्रसादसे लङ्कापुरीको 
अपना निवास-स्थान बनाया था। कैकसी विद्युन्माली 
नामक दैत्यकी पुत्री थी, उसके गर्भसे रावण, कुम्भकर्ण 
तथा पुण्यात्मा विभीषण--ये तीन महाबली पुत्र उत्पन्न 
हुए। महामते ! इनमें रावण और कुम्भकर्णकी बुद्धि 
अधर्ममें निपुण हुई; क्योंकि वे दोनों जिस गर्भसे उत्पन्न 
हुए थे, उसकी स्थापना सन्ध्याकालमें हुई थी । 
एक समयकी बात है, कुबेर परम झोभायमान 
पुष्पक खिमानपर आरूढ़ हो माता-पिताका दर्शन करनेके 
लिये उनके आश्रममें गये। वहाँ जाकर वे अधिक 
कालतक माता-पिताके चरणोंमें पड़े रहे। उस समय 
उनका हृदय हर्षसे विह्वल हो रहा था और सम्पूर्ण 
जरीरमें रोमाञ्च हो आया था। ये बोले--'माता और 
पिताजी ! आजका दिन मेरे लिये बहुत ही सुन्दर तथा 


महान्‌ सौभाग्यजनक फलको प्रकट करनेवाला है; 


क्योंकि इस समय मुझे आपके इन युगल चरणोंका दर्शन 
मिला है जो अत्यन्त पुण्य प्रदान करनेवाला है।' इस 
प्रकार स्तुतियुक्त पदोंसे माता-पिताका स्तवन करके कुबेर 
पुनः अपने भवनको लौट गये । राण बड़ा बुद्धिमान्‌ 
था, उसने कुबेरको देखकर अपनी मातासे पूछा--'माँ ! 
ये कौन हैं, जो मेरे पिताजीके चरणोंकी सेवा करके फिर 
लौट गये हैं ? इनका विमान तो वायुके समान वेगवान्‌ 
है। इन्हें किस तपस्थासे ऐसा विमान आप्त हुआ है ?' 
शेषजी कहते हैं--मुने ! रावणका बचन सुनकर 
उसकी माता रोषसे विकल हो उठी और कुछ आँखें टेढ़ी 
करके अनमनी होकर बेटेसे बोली---“अरे ! मेरी बात 
सुन, इसमें बहुत शिक्षा भरी हुई है। जिनके विषयमें तू 
पूछ रहा है, जे मेरी सौतकी कोखके रल---कुबेर यहाँ 
उपस्थित हुए थे; जिन्होंने अपनी माताके विमल वंशको 
अपने जन्मसे और भी उज्ज्वल बना दिया है । परन्तु तू 
तो मेरे गर्भका कीड़ा है, केवल अपना पेट भरनेमै ही 
लगा हुआ है । कुबेरने तपस्यासे भगवान्‌ शङ्करको सन्तुष्ट 
करके लडका निवास, मनके समान लेगशाली विमान 


डरर 


* अर्चयस्व हवीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


तथा राज्य और सम्पत्तियाँ प्राप्त की हैं। संसारमें वही 
माता धन्य, सौभाग्यवती तथा महान्‌ अभ्युदयसे 
सुशोभित होनेवाली है, जिसके पुत्रने अपने गुणोंसे 
महापुरुषोंका पद प्राप्त कर लिया हो ।' रावण दुरात्माओमें 
सबसे श्रेष्ठ था, उसने अपनी माताके क्रोधपूर्ण वचन 
सुनकर तपस्या करनेका निश्चय किया और उससे कहा । 
रावण बोल्का--माँ ! कीडेकी-सी हस्ती रखने- 
चाला नह कुबेर क्या चीज है ? उसकी थोड़ी-सी तपस्या 
किस गिनतीमें है ? लङ्काकी क्या बिसात है ? तथा बहुत 
थोड़े सेवकोंवाला उसका राज्य भी किस कामका है ? 
यदि मैं अन्न, जल, निद्रा और क्रीड़ाका सर्वदा परित्याग 
करके ब्रहप्रजीको सन्तुष्ट करनेवाली दुष्कर तपस्याके द्वारा 
सम्पूर्ण लोकोंको अपने वशमें न कर हूँ तो मुझे 
पितृलोकके विनाशका पाप लगे। 
तत्पश्चात्‌ कुम्भकर्ण और विभीषणने भी तपस्याका 
निश्चय किया । फिर रावण अपने भाइयोाँको साथ लेकर 
पर्वतीय बनमें चला गया । बहाँ उसने सूर्यकी ओर ऊपर 
दृष्टि लगाये एक पैरसे खड़ा होकर दस हजार वर्षोतक 
घोर 


विभीषण तो धर्मात्मा थे; अतः उन्होंने उत्तम तपस्याका 
अनुष्ठान किया । तदनन्तर देवाधिदेव भगवान्‌ ब्रह्माजीने 
असन्न होकर रावणको बहुत बड़ा राज्य दिया और उसका 
स्वरूप तीनों लोकोंमें प्रकाशमान एवं सुन्दर बना दिया, 
जो देवता और दानव दोनोंसे सेनित था । कुबेरकी बुद्धि 
सदा धर्ममें ही लगी रहती थी। राबणने वर पानेके 
अनन्तर अपने भाई कुबेरको बहुत सताया। उनका 
विमान छीन लिया तथा उनकी लङ्कानगरीपर भी हठात्‌ 
अधिकार जमा लिया। उसने समस्त लोकोंको सन्ताप 
पहुँचाया। देवता स्वर्गसे भाग गये । उस निशाचरने 
ब्राह्मण-वंशका भी विनाश किया और मुनियोंकी तो वह 
जड़ ही काटता फिरता था। तब उसके अत्याचारसे 
अत्यन्त दुःखी होकर इन्द्र आदि समस्त देवता ब्रह्माजीके 
पास गये तथा दण्डवत्‌-प्रणाम करके उनकी स्तुति करने 
लूगे। जब सबने आदरपूर्वक प्रिय बचनोंद्वारा उनका 
स्तवन किया तो भगवान्‌ ब्रह्माने प्रसन्न होकर कहा-- 
“देवगण ! मैं तुम्हारा कौन-सा कार्य करूं ?' तब 
देवताओनि ब्रह्माजीसे अपना अभिप्राय निवेदन किया-- 
रावणसे प्राप्त होनेवाले अपने कष्ट और पराजयका वर्णन 
किया। उनकी बातें सुनकर. ब्रह्माजीने क्षणभर विचार 


जे किया, फिर देवताओंको साथ लेकर वे कैलास-पर्वतपर 


गये) उस पर्वतके पास पहुँचकर इन्द्र आदि देवता 


 बहाँकी विचित्रता देखकर मुग्ध हो गये और खड़े होकर 


उन्होंने झाङ्करजीकी इस प्रकार स्तुति की--'भगवन्‌ ! 
आप भव (उत्पादक), शर्व. (संहारक) तथा नीलम्रीन 
(कण्ठमें नील चिह्न धारण करनेवाले) आदि नामसे 


प्रसिद्ध हैं, आपको नमस्कार है । स्थूल और. सूक्ष्मरूप 


धारण करनेवाले आपको प्रणाम है तथा अनेकों रूपॉमें 


अतीत होनेवाले आपको नमस्कार है।' 


सब देवताओंके मुखसे यह स्तुतियुक्त वाणी 
सुनकर भगवान्‌ झाङ्करने नन्दीसे कहा--'देवताओंको 
मेरे पासं बुला लाओ ।' आज्ञा पाकर नन्दीने उसी समय 
देवताओंको बुल्रथा । अन्तःपुरमें पहुँचकर उन्होंने 
आश्चर्यचकित दृष्टिसे भगवानका दर्शन किया। 


: देवताओकि साथ प्रणाम करके ऋ्रह्माजी शिवजीके सामने 


'पातालखण्ड ] » श्रीराम-दरखारमें अगस्त्यजीका आगमन, देवताओंकी प्रार्थनासे भगवानका अवतार » 


४२३ 


खड़े हो गये और उन देवदेवेश्वरसे बोले-- 
“रारणागतवत्सल महादेव ! आप देवताओंकी अवस्था- 
पर दृष्टि डालिये और इनके ऊपर कृपा कीजिये । दुष्ट 
राक्षस रावणका वध करनेके लिये जो उद्योग हो सके, 
वह कीजिये /' न्रह्माजीके दैन्य और शोकसे युक्त वचन 
सुनकर शङ्करजी भी देवताओंके साथ भगवान्‌ 
श्रीविष्णुके स्थानपर आये । वहाँ देवता, नाग किन्नर और 
मुनि सबने मिलकर भगवानूकी स्तुति की--'देवताऑके 
स्वामी माधव ! आपकी जय हो, भक्तजनोंका दुःख दूर 
करनेवाले परमेश्वर ! आपकी जय हो, महादेव ! हमपर 
कृपा कीजिये और अपने इन सेवकोंपर दृष्टि डालिये।' 


करूँगा । भूमण्डल्में एक अयोध्या नामकी पुरी है, जो 
बड़े-बड़े दान और यज्ञ आदि शुभ-कर्मोका अनुष्ठान 
करनेवाले सूर्यवंशी राजाओंद्वारा सुरक्षित है; वह अपनी 
रजतमयी भूमिसे सुशोभित हो रही है । उस पुरीमें दशरथ 
नामसे प्रसिद्ध एक राजा हैं, जो इस समय दसों दिशाओंको 
जीतकर पृथ्वीके राज्यका पालन कर रहे हैं। यद्यपि ये 
राज्यलक्ष्मीसे सम्पन्न और शक्तिशाली हैं, तथापि 
अभीतक उन्हें कोई सन्तान नहीं है । महान्‌ बलशाली राजा 
दशरथ पुत्र-प्राप्तिकी इच्छासे वन्दनीय त्रष्यश्ङ्गमुनिको 
आर्थनापूर्वक बुलाबेंगे और उनके आचार्यत्वमें विधिपूर्वक 
पुत्रेष्टि यज्ञका अनुष्ठान करेंगे। तदनन्तर मैं आपलोगेकि 
हितके लिये राजाकी तीन रानियोंके गर्भसे चार स्वरूपोंमें 
प्रकट होऊँगा। राजा भी पूर्व-जन्ममें तपस्या करके मुझसे 
इस बातके लिये प्रार्थना कर चुके हैं। मेरे चारों स्वरूप 
क्रमशः, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्नके नामसे प्रसिद्ध 


ह होंगे। उस समय मै रावणका बल, वाहन और जड़-मूल- 


॥॥ सहित संहार कर डाळूँगा। आपलोग भी अपने-अपने 


रुद्र आदि सम्पूर्ण देवताओंने जब इस प्रकार उच्च- 
स्वरसे स्तवन किया तो उनके वचन सुनकर देवाधिदेव 
श्रीविष्णुने देवसमुदायके दुःखपर अच्छी तरह विचार 
किया। तत्पश्चात्‌ वे मेघके समान गम्भीर वाणीसे उनका 
शोक शान्त करते हुए बोले--बरह्म, रुद्र और इन्द्र आदि 
देवताओं ! मैं आपलोगोंके हितकी नात नता रहा हूँ, 
सुनिये; रावणके द्वारा जो आपको भय प्राप्त हुआ है, उसे मैं 
जानता हूँ, अब अवतार धारण करके मैं उस भयका नाश 


न उद 


अंशसे भालू और वानरके रूपमें प्रकट होकर पृथ्वीपर 
सर्वत्र विचरते रहिये ।' 

इस प्रकार आकाशवाणी करके भगवान्‌ मौन हो 
गये। उनका वचन सुनकर सब देवताओंका चित्त प्रसन्न 
हो गया। परम मेघावी देवाधिदेव भगवानने जैसा कहा 
था, उसीके अनुसार देवताओनि कार्य किया। उन्होंने 
अपने-अपने असे ऋक्ष और वानरका रूप धारण करके 
समूची पृथ्वीको भर दिया । महाराज ! देवताओंका दुःख 
दूर करनेवाले जो महान्‌ देव श्रीविष्णु कहलाते हैं, वे आप 
ही हैं। आप ही मानवशरीरधारी भगवान्‌ हैं । महामते ! ये 
भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न आपहीके अंश हैं। आपने 
देवताओंको पीड़ा देनेवाले दशाननका नध किया है। उस 
दैत्यकी ब्रह्म-राक्षस जाति थी, उसीका आपके द्वारा वध 
हुआ है। नरश्रेष्ठ ! आप जगतके' उत्पत्ति-स्थान और 
सम्पूर्ण विश्वके आत्मा हैं। आपके राजा होनेसे देवता, 
असुर और मनुष्योंसहित समस्त संसारको सुख प्राप्त हुआ 
है। पापके स्पर्शसे रहित श्रीरघुनाथजी ! आपने जो कुछ 
पूछा है, वह सब मैंने बतला दिया ।" 


इर 


* अर्चयस्व हषीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


( संक्षिप्त पद्मपुराण 


अगस्यका अश्वमेध यज्ञकी सलाह देकर अश्वकी परीक्षा करना तथा यज्ञके लिये आये 
हुए ऋषियोंद्वारा धर्मकी चर्चा 


श्रीराम खोले--विप्रवर ! इक्ष्वाकुबंशमें उत्पन्न 
हुए किसी पुरुषके मुखसे कभी ब्राह्मणॉने कटुवचनतक 
नहीं सुना था [किन्तु मैंने उनकी हत्या कर डाली ।] वर्ण 
और आश्रमके भेदसे भिन्न-भिन्न घमेकि मूल हैं वेद और 
वेदोंके मूल हैं ब्राह्मण । ब्राह्णवंझ ही बेदोंकी सम्पूर्ण 


शाखाओंको धारण करनेवाला एकमात्र वृक्ष है। ऐसे . 


ब्राह्णण-कुलका मेरेद्वारा संहार हुआ है; ऐसी अवस्थामें 

मैं क्या करूँ, जिससे मेरा कल्याण हो? 
अगस्त्यजीने कहा--राजन्‌ ! आप अन्तर्यामी 
आत्मा एवं प्रकृतिसे परे साक्षात्‌ परमेश्वर हैं। आप ही 
इस जगतूके कर्ता, पालक और संहारक हैं। साक्षात्‌ 
गुणातीत परमात्मा होते हुए भी आपने स्वेच्छासे 
सणुणस्वरूप धारण किया है । शराबी, ब्रहमहत्यारा, सोना 
चुरानेवाला तथा महापापी (गुरुखीगामी) --ये सभी 
आपके नामका उचारण करनेमात्रसे तत्काल पवित्र हो 
जाते हैं।* महामते ! ये जनककिशोरी भगवती सीता 
महाविद्या हैं; जिनके स्मरणमात्रसे मनुष्य मुक्त होकर 
सद्गति प्राप्त कर ऊेंगे। लोगॉपर अनुमह करनेवाले 
महावीर श्रीराम ! जो राजा अश्वमेध यज्ञका अनुष्ठान 
करता है, वह सब पापॉंके पार हो जाता है । राजा मनु, 
सगर, मरुत्त और नहुपनन्दन ययाति--ये आपके सभी 
पूर्वज यज्ञ करके परमपदको प्राप्त हुए हैं । महाराज ! 
आप सर्वथा समर्थ हैं, अतः आप भी यज्ञ करिये। 
परम सौभाग्यञ्चाली श्रीरघुनाथजीने महर्षि अगस्त्यजीकी 
बात सुनकर यज्ञ करनेका ही विचार किया और उसकी 

विधि पूछ । 

श्रीराम बोले--मह्षे ! अश्वमेध यज्ञमें कैसा 
अश्व होना चाहिये ? उसके पूजनकी विधि क्या है? 
किस प्रकार उसका अनुष्ठान किया जा सकता है 
तथा उसके लिये किन-किन शत्रु ओको जीतनेकी 


आवश्यकता है? 

अगस्त्यजीने कहा--रघुतन्दन ! जिसका रङ्ग 
गङ्गाजलके समान उज्ज्वल तथा शरीर सुन्दर हो, 
जिसका कान श्याम, मुँह लाल और पूँछ पीले रङ्गकी हो 
तथा जो देखनेमें भी अच्छा जान पड़े, वह उत्तम 
'लक्षणोंसे लक्षित अश्व ही अश्वमेधमें राह्म बतलाया 
गया है। वैशाखमासकी पूर्णिमाको अश्वकी विधिवत्‌ 
पूजा करके एक ऐसा पत्र लिखे जिसमें अपने नाम और 
बलका उल्लेख हो, वह पत्र घोडेके ललाटमें बाँधकर 
उसे स्वछन्द विचरनेके लिये छोड़ देना चाहिये तथा 
बहुत-से रक्षकोंको तैनात करके उसकी सब ओरसे 
प्रयत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिये । यज्ञका घोड़ा जहां-जहाँ 
जाय, उन सब स्थानोंपर रक्षकॉको भी जाना चाहिये । जो 
कोई राजा अपने बल या पराक्रमके घमंडमें आकर उस 
घोड़ेको जबरदस्ती बाँध ले, उससे लड़-भिड़कर उस 
अश्वको वलपूर्घक छीन लाना रक्षकोंका कर्तव्य है। 
जबतक आश्व लौटकर न आ जाय, तवतक यज्ञ-कर्त्ताको 
उत्तम विधि एवे नियमाँका पालन करते हुए राजधानीमें 
ही रहना चाहिये। वह ब्रह्मचर्यका पालन करे और 
मृगका सींग हाथमे धारण किये रहे । यश्च-सम्बन्धी 
ब्रतका पालन करनके साथ ही एक वर्षतक दीनों, अंधों 
और दुःखियोंको धन आदि देकर सन्तुष्ट करते रहना 
चाहिये । महाराज ! बहुत-सा अन्न और धन दान करना 
उचित है । याचक जिस-जिस वस्तुके लिये याचना करे, 
बुद्धिमान्‌ दाताको उसे बही-वही वस्तु देनी चाहिये। इस 
प्रकारका कार्य करते हुए यजमानका यज्ञ जब भलीभाँति 
पूर्ण हो जाता है, तो बह सब पापोंका नाश कर डालता 
है। शत्रुओका नाश करनेवाले रघुनाथजी ! आप यह 
सब कुछ करने, सब नियमोंको पालने तथा अश्वका 
विधिवत्‌ पूजन करनेमें समर्थ हैं; अतः इस यज्ञके द्वारा 


ता 


* सुरापो वरह्महत्वाकृत्सर्णस्तवी महाधकृत्‌ सर्वे त्वन्नामजादेन पृताः शोधं भवन्ति हि॥ (८। १९) 


घातालखण्ड ] * अगस्यका अश्वमेध यज्ञकी सलाह देना तथा ऋषियोंद्धारा धर्मकी चर्चा + ४२५ 


अपनी विशद कीर्तिका विस्तार करके दूसरे मनुष्योंको भी अनुष्ठान अवश्य करना चाहिये। मुनिक इस वचनसे 

पवित्र कीजिये। उन्होंने यज्ञके सभी मनोहर सम्भार एकत्रित किये। 
श्रीरामचन्द्रजीने कहा--विप्रवर ! आप इस तत्पश्चात्‌ महाराज श्रीराम मुनियोकि साथ 

समय मेरी अश्वशालाका निरीक्षण कीजिये और देखिये, सरयू-तटपर आये और सोनेके हलोंसे चार योजन 

उसमें ऐसे उत्तम लक्षणोंसे सम्पन्न घोड़े हैं या नहीं। ूबी-चौड़ी बहुत बड़ी भूमिको जोता। इसके वाद उन 
भगवानकी बात सुनकर दयालु महर्षि उठकर खड़े न र द्‌ त 

हो गये और यज्ञके योग्य उत्तम घोड़ोंको देखनेके लिये 

चल दिये। श्रीरामचन्द्रजीके साथ अश्वशालामें जाकर 
2 र्र 


> 


RS 


Eo Ts 
पुरुषोत्तमने यज्ञके लिये अनेकों मण्डप बननाये और 
योनि एब मेखल्त्रसे युक्त कुण्डको विधिवत्‌ निर्माण 
करके उसे अनेकों रल्लोंसे सुसज्जित एवं सब प्रकारकी 
उन्होंने देखा, वहाँ चित्र-विचित्र शरीरवाले अनेकों शोभासे सम्पन्न बनाया । महान्‌ तपस्वी एवं परम 
प्रकारके अश्व थे, जो मनके समान वेगवान्‌ और अत्यन्त सौभाग्यशाली मुनिवर नसिष्ठने सब कार्य वेदशास्त्रकी 
बलवान्‌ प्रतीत होते थे। उसमें ऊपर बताये हुए रंगके विधिके अनुसार सम्पन्न कराया । उन्होंने अपने शिष्योंको 
एक-दो नहीं, सैकड़ों घोड़े थे, जिनकी पूँछ पीली और महर्षियोंके आश्रमोंपर भेजकर कहलाया कि श्रीरघुनाथजी 
मुख लाल थे। साथ ही वे सभी तरहके शुभ लक्षणोंसे अश्वमेधयज्ञका अनुष्ठान करनेके लिये उद्यत हुए हैं; 
सम्पत्र दिखायी देते थे। उन्हें देखकर आगस्त्यजी अतः आप सब लोग उसमें पधारें । इस प्रकार आमन्त्रित 
बोले---'रघुनन्दन ! आपके यहाँ अश्वमेधके योग्य होकर वे सभी तपस्वी महर्षि भगवान्‌ श्रीरामके दर्शनके 
बहुत-से सुन्दर घोड़े हैं; अतः आप विस्तारके साथ उस लिये अत्यन्त उत्कण्ठित होकर यहाँ आये। नारद, 
यज्ञका अनुष्ठान कीजिये । महाराज श्रीराम ! आप महान्‌ असित, पर्वत, कपिलमुनि, जातूकर्ण्य, अङ्गिरा, 
सौभाग्यशाली हैं। देवता और असुर--सभी आपके आरष्टिषेण, अत्रि, गौतम, हारीत, याज्ञवल्क्य तथा संवर्त 
चरणोंपर मस्तक झुकाते हैं; अतः आपको इस यज्ञका आदि महात्मा भी भगवान्‌ श्रीरामके अश्वमेध यसमें 


४२६ 


* अर्चयस्व हषीके यदीच्छसि परं पदम्‌ « 


2222224००९०३५००७०००९००००००९७०७७०३००००:९३००७००००७०५०००७७०७००००००००७३००००९००००००११९७०५७७-०००००००५००००७००-००७०००. 


[ संक्षिप्त परापुराण 


आये । श्रीरघुनाथजीने बड़े आनन्दके साथ उठकर उनका 
स्वागत किया और उन्हें प्रणाम करके अर्घ्य तथा आसन 
आदि देकर उन सबकी विधिवत्‌ पूजा की । फिर गौ और 
सुवर्ण निवेदन करके दे बोले--'महर्षियो ! मेरे बड़े 
भाग्य हैं, जो आपके दर्शन हुए।' 
चोषजी कहते हैं--ब्रहमन्‌ ! इस प्रकार जब वहाँ 
बड़े-बड़े ऋषियोंका समुदाय एकत्रित हुआ तो उनमें वर्ण 
और आश्रमके अनुकूल धर्मविषयक चर्चा होने लगी । 
वात्स्वायनजीने पूछा---भगवन्‌ ! वहाँ धर्मके 
सम्बन्धमें क्या-क्या बातें हुई ? कौन-सी अद्भुत बात 
बतायी गयी ? उन महात्माओनि सब लोगोंपर दया करके 
किस विषयका वर्णन किया ? 


शेषजीने कहा--मुने ! महापुरुषॉमें श्रेष्ठ 


'दशरथनन्दन भगवान्‌ श्रीरामने सब मुनियाँको एकत्रित 
देखकर उनसे समस्त वरणो और आश्रमोंके धर्म पूछे । 
श्रीरघुनाथजीके पूछनेपर उन महर्षियोंने जिन-जिन महान्‌ 
गुणकारी धर्मोका वर्णन किया, उन सबको मैं विधिपूर्वक 


ऋषि बोले--ब्राह्मणको सदा यज्ञ करना और वेद 
पढ़ाना आदि कार्य करना चाहिये। वह ब्रह्मचर्य- 
आश्रममें वेदॉका अध्ययन पूर्ण करके इच्छा हो तो 
विरक्त हो जाय और यदि ऐसी इच्छा न हो तो 
गृहस्थ-आश्रममें प्रवेश करे। नीच पुरुषोंकी सेवासे 
जीविका चलाना ब्राह्मणके लिये सदा त्याज्य है। वह 
आपत्तिमें पड्नेपर भी कभी सेवा-वृत्तिसे जीवन-निर्वाह 
न करे। 

सन्तान-प्राप्तिकी इच्छासे ऋतुकालमें अपनी पलीके 
साथ समागम करना उचित माना गया है । दिनमें स््रीके 
साथ सम्पर्क करना पुरुषोंकी आयुको नष्ट करनेवाला है । 
श्राद्धका दिन और सभी पर्व स्त्री-समागमके लिये 
निषिद्ध हैं, अतः बुद्धिमान्‌ पुरुषोंको इनका त्याग करना 
चाहिये। जो मोहवश उक्त समयमें भी खरीके साथ 
सम्पर्क करता है; बह उत्तम धर्मसे भ्रष्ट हो जाता है। जो 
पुरुष केवल ऋतुकालमें स्रीके साथ समागम करता है 
तथा अपनी ही पत्नीमें अनुराग रखता है [परायी स्रीकी 
ओर कुदृष्टि नहीं डालता], उस उत्तम गृहस्थको इस 
जगत्में सदा ब्रह्मचारी ही समझना चाहिये। स्त्रीके 
रजस्वला होनेसे लेकर सोलह रात्रियाँ ऋतु कहलाती हैं, 
उनमें पहली चार रातें निन्दित हैं; [अतः उनमें रका 
स्पर्श नहीं करना चाहिये] शेष बारह रातेमेंसे जो सम 


[| संख्यावाली अर्थात्‌ छठी और आठवीं आदि रातें हैं, 


उनमें स्त्री-समागम करनेसे पुत्रकी उत्पत्ति होती है तथा 
विषम संख्यावाली अर्थात्‌ पाँचबीं, सातवीं आदि रात्रियाँ 


कन्याकी उत्पत्ति करानेवाली हैं । जिस दिन चन्द्रमा अपने 


लिये दूषित हों, उस दिनको छोड़कर तथा मघा और 


५ मूलनक्षत्रका भी परित्याग करके विशेषतः पुँल्लिङ्ग 


नामवाले श्रवण आदि नक्षत्रॉमें शुद्ध भावसे पलीके साथ 


१) समागम करे; इससे चारों पुरुषार्थोके साधक शुद्ध एवं 
| सदाचारी पुत्रका जन्म होता है। 


थोड़ी-सी भी कीमत लेकर कन्याको बेचनेवाला 


क्ण पुरुष पापी माना गया है। ब्राह्मणके लिये व्यापार, 


राजाकी सेवा, नेदाध्ययनका त्याग, निन्दित विवाह और 
नित्य कर्मका लोप--ये दोष कुलको नीचे गिरानेवाले 


पातालखण्ड ] » यज्ञ-सम्बन्धी अश्वका छोड़ा जाना, श्रीरामका उसकी रक्षाके लिये उपदेश करना « 


४२७ 


हैं।* गृहस्थाश्रममें रहनेचाले पुरुषको अन्न, जल, दूध, 
मूल अथवा फल आदिके द्वारा अतिथिका सत्कार करना 
चाहिये । आया हुआ अतिथि सत्कार न पाकर जिसके 
घरसे निराश लौट जाता है, वह गृहस्थ जीवनभरके 
कमाये हुए पुण्यसे क्षणभरमें वंचित हो जाता है । † 
गृहस्थको उचित है कि वह बलिवैश्वदेव-कर्मके द्वारा 
देवताओं, पितरों तथा मनुष्योंको उनका भाग देकर शेष 
अत्रका भोजन करे, वही उसके ल्यि अमृत है। जो 
केवल अपना पेट भरनेवाला है--जो अपने ही ल्यि 
भोजन बनाता और खाता है, बह पापका ही भोजन 
करता है। तेलमें षष्ठी और अष्टमीको तथा मांसमें सदा 
ही पापका निवास है। चतुर्दशीको क्षौर-कर्म तथा 
अमावस्याको स्त्री-समागमका त्याग करना चाहिये।# 
रजस्वला-अवस्थामें ख्रीके सम्पर्कसे दूर रहे। पत्नीके 
साथ भोजन न करे। एक वख पहनकर तथा चटाईके 
आसंनपर बैठकर भोजन करना निषिद्ध है । अपनेमें 
तेजकी इच्छा रखनेवाले श्रेष्ठ पुरुषको भोजन करती हुई 
्रीकी ओर नहीं देखना चाहिये । मुंहसे आगको न फूँके, 
नंगी ख्ीकी ओर दृष्टि न डाले । बछड़ेको दूध पिलाती 
हुई गौको न छेडे । दूसरेको इन्द्र-धनुष न दिखावे । रातमें 


दही खाना सर्वथा निषिद्ध है । आगमें अपने पैर न सेंके, 
उसमें कोई अपवित्र यस्तु न डाले । किसी भी जीनकी 
हिंसा तथा दोनों सन्ध्याओंके समय भोजन न करे। 
रात्रिको खुब पेट भरके भोजन करना उचित नहीं है। 
पुरुषको नाचने, गाने और बजानेमें आसक्ति नहीं रखनी 
चाहिये । काँसेके बर्तनमें पैर धुलाना निषिद्ध है । दूसरेके 
पहने हुए कपड़े और जूते न धारण करे । फूटे अथवा 
दूसरेके जूठे किये हुए बर्तनमें भोजन न करे, भीगे पैर 
न सोये | हाथ और मुँहके जूठे रहते हुए कहीं न जाय। 
सोते-सोते न खाय । उच्छिष्ट-अवस्थामें मस्तकका स्पर्श 
न करे। दूसरोंके गुप्त भेद न खोले। इस प्रकार 
गृहस्थ-धर्मका समय पूरा करके वानप्रस्थ-आश्रममें 
प्रवेश करे। उस समय इच्छा हो तो वैराम्यपूर्वक स्त्रीके 
साथ रहे, अथवा रूको साथ न रखकर उसे पुत्रोंके 
अधीन सौंप दे। वानप्रस्थ-धर्मका पूर्ण पालन करनेके 
पश्चात्‌ विरक्त हो जाय--संन्यास ले रू । 

वात्स्पायनजी | उस समय महर्षियोंने उपर्युक्त 
प्रकारसे अनेकों धर्मोका वर्णन किया तथा सम्पूर्ण 
जगत्के महान्‌ हितैषी भगवान्‌ श्रीरामने उन सबको 
ध्यानपूर्वक सुना । 


आ * = 
यज्ञ-सम्बन्धी अश्वका छोड़ा जाना और श्रीरामका उसकी 
रक्षाके लिये शत्रुञ्नको उपदेश करना 


रोषजी कहते हैं--मुने ! इस प्रकार भगवान्‌ 
श्रीराम ऋषियॉके मुखसे कुछ कालतक धर्मकी व्याख्या 
सुनते रहे; इतनेमें बसन्तका समय उपस्थित हुआ जब 
कि महापुरुषोंके यज्ञ आदि झुभ कर्मोका प्रारम्भ होता है। 
वह समय आया देख बुद्धिमान्‌ महर्षि बसिष्ठने सम्पूर्ण 
जगत्के सम्राट्‌ श्रीरामचन्द्रजीसे यथोचित वाणीमें 
'कहा--'महाबाहु रघुनाथजी ! अब आपके लिये बह 


समय आ गया है, जब कि यज्ञके लिये निश्चित किये हुए 
अश्वकी भलीभाँति पूजा करके उसे पृथ्वीपर भ्रमण 
करनेके लिये छोड़ा जाय । इसके लिये सामग्री एकत्रित 
हो, अच्छे-अच्छे ब्राह्मण बुलाये जाये तथा स्वयं आप ही 
उन जहाणोंकी यथोचित पूजा करें! दीनों, अंधों और 
दुःखियोंका विधिवत्‌ सत्कार करके उन्हें रहनेको स्थान दें 
और उनके मनमें जिस वस्तुके पानेकी इच्छा हो, वही 


* बाणिज्य नृपतेः सेवा वेदानध्ययनं तथा । कुदिनाहः क्रियात्त्रेपः 


कुलपातनहेतवः ॥ (९ । ४९) 


न अनर्चितोऽतिथिगेंहाद्‌ भम्नाशो यस्य गच्छति । आजन्मसञ्चितात्‌ पुण्यात्‌ क्षणात्‌ स हि बहिर्भवेत्‌॥ (९ । ५१) 


$ षष्ठयष्म्योर्विशेत्‌ पापं तैले मोसे सदैव हि । चतुर्दश्या तथामायो त्यजेत 


क्षुरमड्रनाम्‌॥ (९ । ५३) 


[ संक्षिप्त पदापुराण 


आप सुवर्णमयी सीताके साथ यज्ञकी 
दीक्षा लेकर उसके नियमोंका पालन करें--पृथ्वीपर 
सेवे, ब्रह्मचारी रहें तथा धन-सम्बन्धी भोगोंका परित्याग 
करें। आपके कटिभागमें मेखला सुशोभित हो, आप 
हरिणका सींग, मृगचर्म तथा दण्ड धारण करें तथा सन 
प्रकारके सामान और द्रव्य एकत्रित करके यज्ञका 
आरम्भ करं ।' 
महर्षि वसिष्ठके ये उत्तम और यथार्थ वचन सुनकर 
परम बुद्धिमान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने लक्ष्मणसे अभिप्राययुक्त 
बात कही । 
श्रीराम बोळे--लक्ष्मण ! मेरी बात सुनो और 
सुनकर तुरंत उसका पालन करो । जाओ, प्रयत्न करके 
अश्वमेध यज्ञके लिये उपयोगी अश्व ले आओ। 
शेषजी कहते है-- श्रीरामचन्द्रजीके वचन सुनकर 
शत्रु-बिजथी लक्ष्मणने सेनापतिसे कहा--'वीर ! मैं 
तुम्हें एक अत्यन्त प्रिय बचन सुना रहा हूँ, सुनो; 
श्रीरघुनाथजीकी आज्ञाके अनुसार शीघ्र ही हाथी, घोडे, 
रथ तथा पैदलसे युक्त चतुरङ्गिणी सेना तैयार करो, जो 
कालकी सेनाका भी विनाश करनेमें समर्थ हो ।' महात्मा 
लंक्ष्मणका यह कथन सुनकर कालजित्‌ नामवाके 
संनापतिने सेनाको सुसज्जित किया। उस समय 
लक्ष्मणके आदेशानुसार सजकर आये हुए अश्वमेध 
थशके अश्वको बड़ी शोभा हुई । एक श्रेष्ठ पुरुषने उसकी 
बागडोर पकड़ रखी थी। दस ध्रुवक (चिहृ-विशेष) 
उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। अपने छोटे-छोटे रोएँके 
कारण भी वह बड़ा सुन्दर जान पड़ता था! उसके गलेमें 
घुँघुरू पहनाये गये थे, जो एक-दूसरेसे मिले नहीं थे। 
विस्तृत कण्ठ-कोशमें मणि सुशोभित थी। मुखकी 
कान्ति भी बड़ी विशद थी और उसके दोनों कान 
छोटे-छोटे तथा काले थे। घासके ग्राससे उसका मुँह 
बड़ा सुहावना जान पड़ता था और चमकीले रलोंसे 
उसको सजाया गया था। इस प्रकार सज-धजकर 
मोतियोंकी मालाओंसे सुशोभित हो वह अश्व बाहर 
निकला। उसके ऊपर श्वेत छत्र तना हुआ था। दोनों 
ओरसे दो सफेद चैंवर उसको शोभा बढ़ा रहे थे। सारांश 


यह कि उस अश्वका सारा शरीर ही नाना प्रकारके 
ज्ञोभासाधनोंसे सम्पन्न था। जिस प्रकार देवतालोग 
सेवाके योग्य श्रीहरिकी सब ओरसे सेवा करते हैं। उसी 
प्रकार बहुत-से सैनिक उस घोड़ेके आगे-पीछे और 
बीचमें रहकर उसकी रक्षा कर रहे थे। 

तदनन्तर सेनापति कालजितने आपनी बिशाल 
सेनाको कूच करनेकी आज्ञा दी। आज्ञा पाकर जन- 
समुदायसे भरी हुई बह विशाल वाहिनी छत्रोंसे सूर्यको 
ओटमें करके अपनी छावनीसे निकली । उस सेनाके 
सभी श्रेष्ठ वीर श्रीरघुनाथजीके यज्ञके लिये सुसज्जित हो 
गर्जते तथा युद्धके लिये उत्साह प्रकट करते हुए, बड़े 
हर्षमें भरकर चले) सभी सैनिक हाथोंमें धनुष, पारा 
और खड्ग धारण किये सैनिक-शिक्षाके अनुसार स्फुट 
गतिसे चलते हुए बड़ी तेजीके साथ महाराज श्रीरामके 
पास उपस्थित हुए। वह घोड़ा भी आकाइामें उछलता 
तथा पृथ्वीको अपनी टापसे खोदता हुआ धीरै- धारे 
यज्ञ-चिहृसे युक्त मप्डपके पास पहुँचा । घोड़ेको आया 
देख श्रीरामचन्द्रजीने महर्षि वसिष्ठको समयोचित कार्य 
करानेके लिये प्रेरित किया। महर्षि वसिष्ठने 
श्रीरामचन्द्रजीको स्वर्णमयी पल्लीके साथ बुलाकर 
अनुष्ठान आरम्भ कराया। उस यज्ञमें बेद-शास्त्रोंका 
विवेचन करनेवाले बुद्धिमान्‌ महर्षि वसिष्ठ, जो 
श्रीरघुनाथजीके बंशके आदि गुरु थे, आचार्य हुए। 
तपोनिधि अगस्त्यजीने ब्रह्माका [कृताकृतावेक्षणरूप] 
कार्य सँभाला । वाल्मीकि मुनि अध्वर्यु बनाये गये और 
कण्व द्वारपाल। उस यज्ञ-मण्डपके आठ द्वार थे जो 
तोरण आदिसे सुसज्जित होनेके कारण बहुत सुन्दर 
दिखायी देते थे । वात्स्यायनजी ! उनमेंसे प्रत्येक द्वारपर 
दो-दो मन्त्रवेत्ता ब्राह्मण बिठाये गये थे । पूर्व द्वारपर 
मुनिश्रेष्ठ देवल और असित थे । दक्षिण द्वारपर तपस्याके 
भंडार महात्मा कश्यप और अत्रि विराजमान थे । पश्चिम 
द्वारपर श्रेष्ठ महर्षि जातूकर्ण्य और जाजलिकी, उपस्थिति 
थी तथा उत्तर द्वारपर द्वित और एकत नामके दो तपस्वी 
मुनि विराज रहे थे। 

ब्रह्मन्‌ ! इस प्रकार द्वारकी विधि पूर्ण करके महर्षि 


पातालखण्ड ] 


= यज्ञ-सम्बन्धी अश्चका छोड़ा जाना, श्रीरामका उसकी रक्षाके लिये उपदेशा करना « 


४२९ 


आरम्भ किया। फिर सुन्दर वर्ग और आभूषणोंसे 
सुशोभित सुवासिनी स्त्रियॉने वहाँ आकर हल्दी, अक्षत 
और चन्दन आदिके द्वारा उस पूजित अश्वका पुनः पूजन 
किया तथा अगुरुका धूप देकर उसकी आरती उतारी । 
इस तरह पूजा करनेके पश्चात्‌ महर्षि वसिष्ठने अश्वके 
उज्ज्वल रूलाटपर, जो चन्दनसे चर्चित, कुङ्कुम आदि 
गन्धॉसे युक्त तथा सब प्रकारकी शोभाऑसे सम्पन्न था, 
एक चमचमाता हुआ पत्र बाँध दिया जो तपाये हुए 
सुवर्णका बना था। उस पत्रपर महर्षिने दशरथ-नन्दन 
श्रीरघुनाथजीके बढ़े हुए बल और प्रतापका इस अकार 
उल्लेख किया--'सूर्य-वंद्ाकी पताका फहरानेवाले 
महाराज दशरथ बहुत बड़े धनुर्धर हो गये हैं। वे 
धनुषकी दीक्षा देनेवाले गुरुओंके भी गुरु थे, उन्हींके पुत्र 
महाभाग श्रीरामचन्द्रजी इस समय रघुवेशके स्वामी हैं। 
वे सब सूरमाओंके शिरोमणि तथा बड़े-बड़े वीरोकि 
बल-सम्बन्धी अभिमानको चूर्ण करनेवाले हैं। महाराज 
श्रीरामचन्द्र बाह्मणोंकी बतायी हुई विधिके अनुसार 
अश्वमेध यज्ञ प्रारम्भ कर रहे हैं। उन्होंने ही यह यज्ञ- 


सम्बन्धी अश्व, जो समस्त अश्रोमें श्रेष्ठ तथा सभी वाहनोंमें 
अधान है, पृथ्वीपर भ्रमण करनेके लिये छोड़ा है। 
श्रीरामके ही भाई शत्रुघ्न, जिन्होंने लवणासुरका विनाश 
किया है, इस अश्चके रक्षक हैं। उनके साथ हाथी, घोडे 
और पैदलोंकी विशाल सेना भी है! जिन शजाओंको 
अपने नलके घमंडमें आकर ऐसा अभिमान होता हो कि 
हमलोग ही सबसे बढ़कर शूर, धनुर्धर तथा प्रचण्ड 
बलवान्‌ हैं, वे ही रल्रकी मालाओसे विभूषित इस यश- 


श्र सम्बन्धी अश्वको पकड़नेका साहस करें। नीर छत्रुघ्न 
: उनके हाथसे इस अश्वको हठात्‌ छुड़ा लेंगे !' 


इस प्रकार ्रीरामचन्द्रजीकी भुजाऑके पराक्रमसे 
शोभा पानेवाले उनके प्रखर प्रतापका परिचय देते हुए 
महामुनि बसिष्ठजीने और भी अनेकों बातें लिखी । इसके 


| बाद अश्वको, जो शोभाका भंडार तथा वायुके समान 


बल और वेगसे युक्त था, छोड़ दिया। उसकी भू-लोक 
तथा पातालमें समानरूपसे तीन्र गति थी। तदनन्तर 
शस्रधारियोमे श्रेष्ठ श्रीरामचन्द्रजीने दात्रुप्रको आज्ञा 
दी--'सुमित्रानन्दन ! यह अश्व अपनी इच्छाके अनुसार 
विचरनेवाला है, तुम इसकी रक्षाके लिये पीछे-पीछे 
जाओ । जो योद्धा संग्राममें तुम्हारा सामना करनेके लिये 
आवें, उन्‍्हींको तुम आपने पराक्रमसे रोकना। इस 
बिशाल भू-मण्डलमें विचरते हुए अश्वकी तुम अपने 
वीरोचित गुणॉसे रक्षा करना । जो सोये हों, गिर गये हों, 
जिनके वरू खुल गये हों और जो अत्यन्त भयभीत 
होकर चरणोंमें पड़े हों, उनको न मारना । साथ ही जो 
अपने पराक्रमकी झूठी प्रशंसा नहीं करते, उन 
पुण्यात्माओऑपर भी हाथ न उठाना। इत्ुघ ! यदि तुम 
रथपर रहो और तुम्हारे विपक्षी रथहीन हो जायें तो उन्हें 
न मारना । यदि पुण्य चाहो तो जो शरणागत होकर कहें 
कि “हम आपहीके हैं,” उनका भी तुम्हें वध नहीं करना 
चाहिये। जो योद्धा उन्मत्त, मतवाले, सोये हुए, भागे 
हुए, भयसे आतुर हुए तथा 'मैं आपका ही हूँ' ऐसा 
कहनेखारे मनुष्यको मारता है, वह नीच-गतिको आस 
होता है। कभी पराये धन और पायी खीकी ओर चित्त 
न ले जाना। नीचोंका सङ्ग न करना, सभी अच्छे गुर्णोको 


५ अर्चयस्व हषीकेशो यदीच्छसि परं पदम्‌ « 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


अपनाये रहना, बडे-बूढेंकि ऊपर पहले प्रहार न करना, 

पूजनीय पुरुषोंकी पूजाका उल्लङ्घन न हो, इसके लिये 
सचेष्ट रहना तथा कभी दयाभावका परित्याग न करना। 
गौ, ब्राह्मण तथा धर्मपरायण वैष्णवको नमस्कार करना । 
इन्हें मस्तक झुकाकर मनुष्य जहाँ कहीं जाता है, वही उसे 
सफलता प्राप्त होती है। 

“महाबाहो ! भगवान्‌ श्रीविष्णु सबके ईश्वर, साक्षी 
तथा सर्वत्र व्यापक स्वरूप धारण करनेवाले हैं। जो 
उनके भक्त हैं, वे भी उन्हीकि रूपमें सर्वत्र बिचरते हैं। 
जो लोग सम्पूर्ण भूतेकि हृदयमें स्थित रहनेवाले 
महाविष्णुका स्मरण करते हैं, उन्हें साक्षात्‌ महाविष्णुके 
समान ही समझना चाहिये | जिनके लिये कोई अपना या 
पराया नहीं है तथा जो अपने साथ शत्रुता रखनेवालेको 
भी मित्र ही मानते हैं, वे वैष्णव एक ही क्षणमें पापीको 

पवित्र कर देते हैं। जिन्हें भागवत प्रिय है तथा जो 
ब्राह्मणोंसे प्रेम करते हैं, वे वैकुण्ठलोकसे इस संसारको 
पवित्र करनेके लिये यहाँ आये हैं। जिनके मुखमें 
भगवानका नाम, हृदयमें सनातन श्रीविष्णुका ध्यान तथा 
उदरमें उन्हींका प्रसाद है, वे यदि जातिके चाण्डाल हों तो 
भी वैष्णव हो हैं। जिन्हें वेद ही अत्यन्त प्रिय हैं संसारके 
सुख नहीं, तथा जो निरन्तर अपने धर्मका पालन करते 


रहते हैं, उनसे भेंट होनेपर तुम उनके सामने मस्तक 
झुकाना । जिनकी दृष्टिमें शिव और विष्णुमें तथा ब्रह्मा 
और शिवमें भो कोई भेद नहाँ है, उनके चरणोंकी पवित्र 
धूलि मैं अपने शीश चढ़ाता हुँ, वह समस्त पापोंका 
विनाश करनेवाली है ।* गौरी, गङ्गा तथा महालक्ष्मी-- 
इन तीनोंमें जो भेद नहीं समझते, उन सभी मनुष्योंको 
स्वर्गलोकसे भूमिपर आये हुए देवता समझना चाहिये। 
जो अपनी शक्तिके अनुसार भगवानकी प्रसन्नताके लिये 
शरणागतोंकी रक्षा तथा बड़े-बड़े दान किया करता है, 
उसे वैष्णर्वोमे सर्वश्रेष्ठ समझो । जिनका नाम महान्‌ 
पापोंकी राशिको तत्काल भस्म कर देता है, उन 
भगवानके युगल चरणोंमें जिसकी भक्ति है, वही वैष्णव 
है। जिनकी इन्द्रियाँ वशमें हैं और मन भगवानके 
चिन्तनमें लगा रहता है, उनको नमस्कार करके मनुष्य 
अपने जन्मसे लेकर मृत्युतकके सम्पूर्ण जीवनको पवित्र 
नना लेता है। परायी खियोंको तलवारकी धार समझकर 
यदि तुम उनका परित्याग करोगे तो संसारमें तुम्हें 
सुयशसे सुशोभित ऐश्वर्यकी प्राप्ति होगी। इस प्रकार मेरै 
आदेशका पालन करते हुए तुम उत्तम योगके द्वारा प्राप्त 
होनेवाले परम धामको पा सकते हो, जिसकी सभी 
महात्माओनि प्रशंसा की है।' 


वतततन ४ च 
चत्रुष्च और पुष्कल आदिका सबसे मिलकर सेनासहित घोडेके साथ जाना, राजा 
सुमदकी कथा तथा सुमदके द्वारा शत्रुघ्नका सत्कार 


शेषजी कहते हैं--मुने ! शात्रुघ्को इस प्रकार 
आदेश देकर भगवान्‌ श्रीरामने अन्य योद्धाऑकी ओर 
देखते हुए पुनः मधुर खाणीमें कहा--'वीरो ! मेरे भाई 
झत्रुप्र घोड़ेकी रक्षाके लिये जा रहे हैं, तुमलोगोंमेंसे कौन 
वीर इनके आदेशका पालन करते हुए पीछेकी ओरसे 
इनकी रक्षा करनेके लिये जायगा ? जो अपने मर्मभेदी 
अख-शब्नोंद्वारा सामने. आये हुए सन वीरोंको जीतने 
तथा भूमण्डलमें अपने सुयशको फैलानेमें समर्थ हो, 


वह मेरे हाथपर रखा हुआ यह बीड़ा उठा ले।' 
श्रीरघुनाथजीके ऐसा कहनेपर भरत-कुमार पुष्कलने 
आगे बढ़कर उनके कर-कमलसे वह बीड़ा उठा लिया 
और कहा--'स्वामिन्‌! मैं जाता हूँ; मैं ही कवच 
आदिके द्वारा सन ओरसे सुरक्षित हो तलवार आदि शास्त्र 
तथा धनुष-बाण धारण करके अपने चाचा शत्रुप्रके 
पृष्ठभागकी रक्षा करूँगा । इस समय आपका प्रताप ही 
समूची पृथ्वीपर विजय प्राप्त करेगा; ये सब लोग तो. 


** दिवे विष्णौ न वा भेदो न च ब्रह्ममहेशयो: । तेषां पादरजः पूतं वहाम्यघविनाशनम्‌ (१० । ६८) 


पात्तालखप्ड ] 


» जात्रुघ्त और पुष्कल आदिका घोड़ेके साथ जाना तथा राजा समुदकी कथा + 


४३९ 


2५५०३५९७५० ५५५ ५०५७५०५०५० ७७३७७ ७४७3 »४»&४$$»& ५७४86 कती ४ ८»४८५८४६५०४४४ ४8 ४88४४ ७७७७5» ०»&# 850 ee. 


केबल निमित्तमात्र हैं। यदि देवता, असुर और 
मनुष्योंसहित सारी त्रिलोकी युद्धके लिये उपस्थित हो जाय 
तो उसे भी मैं आपकी कृपासे रोकनेमें समर्थ हो सकता हूँ; 
ये सब बातें कहनेकी आवश्यकता नहीं है, मेरा पराक्रम 
देखकर प्रभुको स्वयं ही सब कुछ ज्ञात हो जायगा।' 
ऐसा कहते हुए भरत-कुमारकी बातें सुनकर 
भगवान्‌ श्रीरामने उनकी प्रशंसा की तथा “साधु-साधु' 
कहकर डनके कथनका अनुमोदन किया। इसके बाद 
जानरवीरोंमें प्रधान हनुमानजी आदि सब लोगॉसे 
कहा---'महावीर हनुमान्‌ ! मेरी बात ध्यान देकर सुनो, 
मैने तुम्हारे ही प्रसादसे यह अकण्टक राज्य पाया है । 
हमलोगोंने मनुष्य होकर भी जो समुद्रको पार किया तथा 
सीताके साथ जो मेरा मिलाप हुआ; यह सब कुछ मैं 
तुम्हारे ही बलका प्रभाव समझता हूँ। मेरी आज्ञासे तुम 
भी सेनाके रक्षक होकर जाओ । मेरे भाई शत्रुघ्नकी मेरी 
ही भाँति तुम्हें रक्षा करनी चाहिये। महामते ! जहाँ-जहाँ 
भाई इात्रुप्की जुद्धि विचलित हो वहाँ-बहाँ तुम इन्हें 
समझा-नुझाकर कर्तव्यका ज्ञान कराना ।' 
परमबुद्धिमान्‌ श्रीरामचन्द्रजीका यह श्रेष्ठ वचन 
सुनकर हनुमान्जीने उनकी आज्ञा शिरोधार्य की और 
जानेके लिये तैयार होकर प्रणाम किया । तब महाराजने 
जाम्बवानको भी साथ जानेका आदेश दिया और 
कहा--'अङ्गद, गव्य, मयन्द, दधिमुख, वानरराज 
सुग्रीव, शतबलि, अक्षिक, नील, नल, मनोबेग तथा 
अधिगन्ता आदि सभी वानर सेनाके साथ जानेको तैयार 
हो जायैं। सब लोग रथों तथा सुवर्णमय आभूषणोंसे 
विभूषित अच्छे-अच्छे घोड़ॉपर सवार हो बख्तर और 
रोपसे सज-धजकर शीघ्र यहाँसे यात्रा करें ।' 
औोषजी कहते हैं--तत्पश्चात्‌ बल और पराक्रमसे 
ओभा पानेवाले श्रीरामचन्द्रजीने अपने उत्तम मन्त्री 
सुमन्त्रको बुलाकर कहा--'मन्त्रिनर ! बताओ, इस, 
कार्यमें और किन-किन लोगोंको नियुक्त करना चाहिये ? 
कौन-कौन मनुष्य अश्वकी रक्षा करनेमें समर्थ हैं?” 
उनका प्रश्न सुनकर सुमन्त्र बोले- 'श्रीरघुनाथजी ! 
सुनिये, आपके यहाँ सम्पूर्ण शस्त्र और अर्के ज्ञानमें 


निपुण, महान्‌ विद्वान्‌, धनुर्धर तथा अच्छी प्रकार 
बाणोंका सन्धान करनेवाले अनेकों वीर उपस्थित हैं। 
उनके नाम ये है-- प्रतापाग्रय, नीलरत्र, लक्ष्मीनिधि, 
रिपुताप, उग्राश्च और झास्जनित्‌--ये सभी बड़े-चढ़े राजा 
चतुरङ्गिणी सेनाके साथ कवच आदिसे सुसज्जित होकर 
जायं और आपके घोड़ेकी रक्षा करते हुए शत्नुघजीकी 
आज्ञा शिरोधार्य करें।' मन्त्रीकी यह बात सुनकर 
श्रीरामचन्द्रजीको बड़ा हर्ष हुआ और उन्होंने उनके नताये 
हुए सभी योद्धाओको जानेके लिये आदेश दिया। 
श्रीरघुनाथजीकी आज्ञा पाकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई, 
क्योंकि वे बहुत दिनोंसे युद्धकी इच्छा रखते थे और 
रणमें उन्मत्त होकर लड़नेवाले थे। श्रीसीतापतिकी 
प्रेरणासे वे सभी राजा कवच आदिसे सुसज्जित हो 
अख्न-शख्त्र लेकर झज़ुप्नके निवासस्थानपर गये । 

तदनन्तर ऋषिकी आज्ञा पाकर श्रीरामचन्द्रजीने 
आचार्य आदि सभी ऋत्विज महर्षियोंको शास्त्रोक्त उत्तम 
दक्षिणा. देकर उनका विधिवत्‌ पूजन किया । उस समय 
श्रीरधुनाथजीकें यशमे सब ओर यही बात सुनायी देती 
थी--देते जाओ, देते जाओ, खूब धन लुटाओ, 
किसीसे 'नहीँ' मत करो, साथ ही समस्त भोग- 
सामग्रियोंसे युक्त अन्नका दान करो, अन्नका दान करो।' 
इस प्रकार वह यज्ञ चळ रहा था । उसमें दक्षिणा पाये हुए 
श्रेष्ठ ब्राह्मणोंकी भरमार थी। वहाँ सभी तरहके शुभ 
कर्मांका अनुष्ठान हो रहा था । इधर श्रीरामचन्द्रजीके छोटे 
भाई शत्रुघ्न अपनी माताके पास जा उन्हें प्रणाम करके 
बोले 'कल्याणमयी माँ ! मैं घोडेकी रक्षाके लिये जा 
रहा हूँ, मुझे आज्ञा दो। तुम्हारी कृपासे शत्रुओको 
जीतकर विजयकी झोभासे सम्पन्न हो अन्य महाराजाओं 
तथा घोड़ेको साथ लेकर लौट आऊँगा ।' 

माता खोली--बेटा ! जाओ, महावीर ! तुम्हारा 
मार्ग मङ्गलमय हो, सुमते ! तुम अपने समस्त इन्नुओंको 
जीतकर फिर यहाँ लौट आओ । तुम्हार भतीजा पुष्कल 
धर्मज्ञोमें श्रेष्ठ है, उसकी रक्षा करना। नेटा! तुम 
पुष्कलके साथ सकुशल लौटकर आओगे, तभी मुझे 
अधिक प्रसन्नता होगी । 


+ अर्चयस्व हृषीकेशो यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


4५५4०३५५६३ ७ ७७३७४३ ३७७७७७७५७० ७७७७३७३७७३ ७७ ७७७७७७३७३७ ७७७ त ७७७०७ 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


अपनी माताकी ऐसी बात सुनकर शत्रुघने उत्तर 
दिया--'माँ ! मैं अपने शरीरकी भांति पुष्कलकी 


द 
करूँगा तथा जैसा मेरा नाम है उसके अनुसार शत्रुओँका 
नाश करके प्रसन्नतापूर्वक लौटूँगा। तुम्हारे इन युगल 
चरणोंका स्मरण करके मैं कल्याणका ही भागी होऊँगा ।' 
ऐसा कहकर खीर शत्रुघ्न वहाँसे चल दिये तथा यज्ञ- 
मण्डपसे छोड़ा हुआ यह यज्ञका अश्व अस्त-शस्त्रॉकी 
विद्यामें प्रवीण सम्पूर्ण योद्धाओंद्वारा चारों ओरसे घिरकर 
सबसे पहले पूर्व दिशाकी ओर गया । उसका वेग वायुके 
समान था। जब वे चलनेको उद्यत हुए तो उनकी दाहिनी 
बाँह फडक उठी और उन्हें कल्याण तथा विजयकी 
सूचना देने लगी। उधर पुष्कल अपने सुन्दर एवं 
समृद्धिशाली महलमेँ गये और यहाँ अपनी पतित्रता 
पत्नीसे मिले, जो स्थामीके दर्शनके लिये उत्कण्ठित थी 
और उन्हें देखकर हर्षमे भर गयी थी। उससे मिलकर 

पुष्कलने कहा--'भद्रे ! मैं चाचा शत्नुघ्नका पृष्ठ-पोषक 
होकर रथपर सवार हो यज्ञके घोड़ेकी रक्षाके लिये जा 
रहा हूँ; इस कार्यके लिये मुझे श्रीरघुनाथजीकी आज्ञा 
मिल चुकी है । तुम यहाँ रहकर मेरी समस्त माताओंका 


सत्कार करना तथा चरण दबाना आदि सभी प्रकारको 
सेवाएँ करना। उनके प्रत्येक कार्यमे--डनकी आज्ञाका 
पालन करनेमें आदर एवं उत्साहके साथ प्रवृत्त होना । 
यहाँ लोपामुद्रा आदि जितनी पतिव्रता देवियाँ आयी हुई 
है, वे सभी अपने तपोबलसे सुशोभित एवं कल्याणमयी 


| हैं; तुम्हारे द्वारा उनमेंसे किसीका अपमान न हो जाय, 


इसके लिये सदा सावधान रहना ।' 

शेषजी कहते हैं--पुष्कलक जब इस प्रकार 
उपदेश दे चुके तो उनकी पतित्रता पत्नी कान्तिमतीने 
पतिकी ओर प्रेमपूर्ण दृष्टिसे देखा तथा अत्यन्त विश्वस्त 


4 होकर मन्द-मन्द मुसकराती हुई बह गदगद बाणीमें 


बोली--'नाथ ! संग्राममें आपकी सर्वत्र विजय हो, 
आपको चाचा इत्रुप्रजीकी आज्ञाका सर्वथा पालन करना 
चाहिये तथा जिस प्रकार भी घोड़ेकी रक्षा हो उसके लिये 
सचेष्ट रहना चाहिये। स्वामिन्‌ ! आप दाजुओंपर विजय 
प्राप्त करके अपने श्रेष्ठ कुछकी शोभा बढ़ाइये। 
महाबाहो ! जाइये, इस यात्रामें आपका कल्याण हो। 
यह है आपका धनुष, जो उत्तम गुण (सुदृढ़ प्रत्यञ्चा) 
से सुशोभित है; इसे शीघ्र ही हाथमें लीजिये, इसकी 
रङ्कार सुनकर आपके शत्रुओका दल भयसे व्याकुल हो 
उठेगा। वीर ! ये आपके दोनों तरका हैं; इन्हें बाँध 
लीजिये, जिससे युद्धमें आपको सुख मिले। इसमें 
बैरियॉको टुकड़े-टुकड़े कर डालनेनाले अनेक बाण भरे 
हैं। प्राणनाथ ! कामदेनके समान सुन्दर अपने शरीरपर 
यह सुदृढ़ कबच धारण कीजिये, जो विद्युत्‌की प्रभाके 
समान अपने महान्‌ प्रकाशसे अन्धकारको दूर किये देता 
है। प्रियतम अपने मस्तकपर यह शिरस्त्राण (मुकुट) 
भी पहन लीजिये, जो मनको लुभानेवाला है। साथ ही 
मणियों और रलॉसे विभूषित ये दो उज्ज्वल कुण्डल हैं, 
इन्हें कानोमें धारण कीजिये ।' 

पुष्कल्ये कहा--प्रिये ! तुम जैसा कहती हो, 
चह सब मैं करूंगा । सीरपत्री कान्तिमती | तुम्हारी 
इच्छाके अनुसार मेरी उत्तम कीर्तिका विस्तार होगा। 

ऐसा कहकर पराक्रमी वीर पुष्कलने कान्तिमतीके 
दिये हुए कवच, सुन्दर मुकुट, धनुष और विशाल 


पातालखण्ड ] 


* दान्रुध़् और पुष्कल आदिका घोडेके साथ जाना तथा राजा सुमदकी कथा « 


४३३ 


तरकश--इन सभी वस्तुओंको ले लिया । उन सबको 
धारण करके चे वीरोचित शोभासे सम्पन्न दिखायी देने 
लगे। उस समय सम्पूर्ण अख्नर-शस्त्रोंके ज्ञानमें प्रवीण, 
उत्तम योद्धा पुष्कलकी शोभा बहुत बढ़ गयी । पतित्रता 
कान्तिमतीने अख-शस्रोसे शोभायमान आपने पतिको 
'चीरमालासे विभूषित किया तथा कुङ्कुम, अगुरु, कस्तूरी 
और चन्दन आदिसे उनकी पूजा करके अनेकों फूलॉके 
हार पहनाये, जो घुटनेतक लटककर पुष्करूकी कान्ति 
बढ़ा रहे थे। पूजनके पश्चात्‌ उस सतीने बारम्बार पतिकी 
आरती उतारी । उसके नाद पुष्कल बोले--“भामिनि ! 


E न्न ‘Fhe 
अब मैं तुम्हारे सामने ही यात्रा करता हूँ।' पत्रीसे ऐसा 
कहकर वे सुन्दर रथपर आरूढ़ हुए और अपने पिता 
भरत तथा स्नेहनिह्कला माता माण्डवीका दर्शन करनेके 
लिये गये। वहाँ जाकर उन्होंने बड़ी प्रसन्नताके साथ 
पिता और माताके चरणोंमें मस्तक झुकाया । फिर पिता 
और माताकी आज्ञा लेकर वे पुलकित झरीरसे शत्रु्नकी 
सेनामें गये, जो बड़े-बड़े वीराँसे सुशोभित थी। 
तदनन्तर शत्रुघ्न श्रीरघुनाथजीके महायज्ञ-सम्बन्धी 
घोडेको आगे करके अनेक़ों रथियों, पैदल चलनेवाले 


झूरवीरों, अच्छे-अच्छे घोड़ों और सवारोंसे घिरकर बड़ी 
भ्रसत्रताके साथ आगे बढ़े। वे घोड़ेके साथ-साथ 
पाञ्चाल, कुरु, उत्तरकुरु और दशार्ण आदि देशोंमें, जो 
संम्पत्तिमें बहुत बढ़े-चढ़े थे, भ्रमण करते रहे । शात्रुप्जी 
सन प्रकारकी शोभासे सम्पन्न थे । उन्हें उन सभी देशॉमें 
श्रीरामचन्द्रजीके सम्पूर्ण सुयशकी कथा सुनायी पड़ती 
थी, लोग कहते थे--श्रीरघुनाथजीने रावण नामक 
असुरको मारकर अपने भक्तजनोंकी रक्षा की है, अब 
पुनः अश्वमेध आदि पवित्र कार्योका अनुष्ठान आरम्भ 
करके भगवान्‌ श्रीराम त्रिभुवनमें अपने सुयशका विस्तार 
'करते हुए सम्पूर्ण लोकोंकी भयसे रक्षा करेंगे ।' इस तरह 
भगवान्‌का यशोगान करनेवाले लोगोंपर सन्तुष्ट होकर 
पुरुषश्रेष्ठ शत्रुन्नजी उन्हें पुरस्कारके रूपमें सुन्दर हार, 
नाना अकारके रत्न और बहुमूल्य वस्न देते थे। 
श्रीरघुनाथजीके एक सचिव थे, जिनका नाम था सुमति। 
चे सम्पूर्ण विद्याऑमें प्रवीण और तेजस्वी थे। वे भी 
शत्रुघजीके अनुगामी होकर आये थे। महाधीर शत्रुघ्न 
उनके साथ अनेकों गाँवों और जनपदोंमें गये, किन्तु 
श्रीरघुनाथजीके प्रतापसे कोई भी उस घोड़ेका अपहरण 
न कर सका। भिन्न-भिन्न देशोंके जो बहुत-से 
राजे-महाराजे थे, वे यद्यपि महान्‌ बलसे विभूषित तथा 


चतुरङ्गिणी सेनासे सम्पन्न थे, तथापि मोती और 


मणियॉसहित बहुत-सी सम्पत्ति साथ ले घोड़ेकी रक्षामें 
आये हुए शत्नुग्जजीके चरणोंमें गिर जाते और बारम्बार 
कहने लगते थे--*रघुनन्दन ! यह राज्य तथा पुत्र, पशु 
और बान्धवॉसहित सारा घन भगवान्‌ श्रीरामका ही है, 
हमारा इसमें कुछ भी नहीं है।' उनकी ऐसी बातें सुनकर 
विपक्षी वीरॉका हनन करनेवाले शत्रुप्जी वहाँ अपनी 
आज्ञा घोषित कर देते और उन्हें साथ ले आगेके मार्गपर 
बढ़ जाते थे। 

ब्रह्मन्‌ ! इस प्रकार क्रमशः आगे-आगे बढ़ते हुए 
'शत्रु्जजी घोडेके साथ अहिच्छत्रा नगरीके पास जा पहुँचे, 
जो नाना प्रकारके मनुष्योंसे भरी हुई थी। उसमें ब्राह्मणों 
तथा अन्यान्य डिजोंका निवास था। अनेकों प्रकारके 
रलोंसे वह पुरी सजायी गयी थी। सोने और स्फटिक 


४३ 


* अर्चयस्व हृषीकेश यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त परापुराण 


449०००५०५५००५५५५७७५५५.५५४७५३७५५७५०७४५४५४७७७५०४४+५७:५००५५५४७४४७४०५०५०४५७४३५५७७५५०४५४५४४७४५४७७४७४५४४#*४2०५०७४०७७७. 


मणिके बने हुए महल तथा गोपुर (फाटक) उस 
नगरीकी शोभा बढ़ा रहे थे। वहाँके मनुष्य सन प्रकारके 
भोग भोगनेवारे तथा सदाचारसे सुशोभित थे। वहाँ 
नाण सन्धान करनेमें चतुर वीर हाथोंमें धनुष लिये उस 
पुरीके श्रेष्ठ राजा सुमदको प्रसन्न किया करते थे । झन्नुप्नने 
दूरसे ही उस नगरीको देखा । उसके पास ही एक उद्यान 
था, जो उस नगरमें सबसे श्रेष्ठ और शोभायमान दिखायी 
देता था। तमाल और ताल आदिके वृक्ष उसकी 
सुषमाको और भी बढ़ा रहे थे। यज्ञका घोड़ा उस 
उपवनके नीचमें घुस गया तथा उसके पीछे-पीछे वीर 
शत्रुघ्न भी, जिनके चरण-कमलॉकी सेवामें अनेकों 
धनुर्धर क्षत्रिय मौजूद थे, उसमें जा पहुँचे । वहाँ जानेपर 
उन्हें एक देव-मन्दिर दिखायी दिया, जिसकी रचना 
अद्भुत थी । वह कैलास-शिखरके समान ऊँचा तथा 
शोभासे सम्पन्न था । देवताओंके लिये भी वह सेव्य जान 
पड़ता था । उस सुन्दर देवालयको देखकर श्रीरघुनाथजीके 
भाई इ्रुघ्रने अपने सुमति नामक मन्त्रीसे, जो अच्छे 
वक्ता थे, पूछा। 
झन्नुप्न खोले---मन्त्रिवर ! बताओ, यह क्या है? 
किस देवताका मन्दिर है ? किस देवताका यहाँ पूजन 
होता है तथा वे देवता किस हेतुसे यहाँ विराजमान हैं ? 
मन्त्री सब बातोंके जानकार थे, उन्होंने इत्रुघ्रका 
अश्न सुनकर कहा--'वीरवर ! एकाग्रचित्त होकर सुनो, 
मैं सब बातोंका यथावत्‌ वर्णन करता हुँ, इसे तुम 
कामाक्षा देवीका उत्तम स्थान समझो। यह जगत्को 
एकमात्र कल्याण प्रदान करनेवाला है। पूर्वकालमें 
अहिच्छत्रा नगरीके स्वामी राजा सुमदकी प्रार्थनासे 
भगवती कामाक्षा यहाँ विराजमान हुई, जो भक्तोंका दुःख 
दूर करती हुई उनकी समस्त कामनाओंको पूर्ण करती हैं। 
वीरशिरोमणि झात्ुप्र ! तुम इन्हें प्रणाम करो ।' मन्त्रीके 
वचन सुनकर झात्रुओको ताप देनेवाले नरश्रेष्ठ रत्रुघ्रने 
भगवती कामाक्षाको प्रणाम किया और उनके प्रकट 
होनेके सम्बन्धकी सब बातें पूछीं--“मन्त्रिवर ! 
अहिच्छत्राके स्वामी राजा सुमद कौन हैं? उन्होने 
कौन-सी तपस्या की है, जिसके प्रभावसे ये सम्पूर्ण 


लोकोंकी जननी कामाक्षा देवी सन्तुष्ट होकर यहाँ विराज 
रही हैं ?' 

सुमतिने कहा--हेमकूट नामसे प्रसिद्ध एक 
पवित्र पर्वत है, जो सम्पूर्ण देवताओंसे सुशोभित रहा 
करता है। वहाँ ऋषि-मुनियॉसे सेवित विमल नामका 
एक तीर्थ है। वहाँ राजा सुमदने तपस्या की थी । उनके 
राज्यकी सीमापर रहनेवाळे सम्पूर्ण सामन्त नरेशोनि, जो 
बास्तवमें शत्रु थे, एक साथ मिलकर उनके राज्यपर 
चढ़ाई की। उस युद्धमें उनके पिता, माता तथा 
प्रजावर्गके लोग भी शत्रुओंके हाथसे मारे गये। तब 
सर्वथा असहाय होकर राजा सुमद तपस्याके लिये 
उपयोगी विमरूतीर्थमें गये और वहाँ तीन वर्षतक एक 
पैरसे खड़ा हो मन-ही-मन जगदम्बाका ध्यान करते रहे । 
उस समय उनकी आँखें नासिकाके अग्रभागपर जमी 
रहती थीं। इसके बाद तीन वर्षोतक उन्होंने सूखे पत्ते 
चबाकर अत्यन्त उग्र तपस्या की, जिसका अनुष्ठान 
दूसरेके लिये अत्यन्त कठिन था । तत्पश्चात्‌ पुनः तीन 
वर्षौंतक उन्होंने और भी कठोर नियम धारण किये-- 
जाड़ेके दिनोंमें वे पानीमें डूबे रहते, गर्मीमें पञ्चाग्रिका 
सेबन करते तथा वर्षाकालमें बादलॉकी ओर मुँह किये 
मैदानमें खड़े रहते थे। तदनन्तर पुनः तीन वर्षोतक वे 
धीर राजा अपने हदयान्तर्वर्ती प्राणबायुको रोककर केनल 
भवानीके ध्यानमें संलग्न रहे। उस समथ उन्हें 
जगदम्बाके सिवा दूसरा कुछ दिखलायी नहीं देता था। 
इस प्रकार जब बारहबाँ वर्ष व्यतीत हो गया, तो उनकी 
भारी तपस्या देखकर इन्द्रने मन-ही-मन उसपर विचार 
किया और भयके कारण वे उनसे डाह करने लगे। 
उन्होंने अप्सराओंके साथ कामदेवको, जो ब्रह्मा और 
इन्द्रको भी परास्त करनेके लिये उद्यत रहता था, 
परिवारसहित बुलाकर इस प्रकार आज्ञा दी--'सखे 
कामदेव ! तुम सबका मन मोहनेवाले हो, जाओ, मेरा 
एक प्रिय कार्य करो, जैसे भी हो सके राजा सुमदकी 
तपस्यामें वित्न डालो ।' 

व्हामदेवने कहा--देवराज ! मुझ सेनकके रहते 
हुए आप चिन्ता न कीजिये, आर्य ! मैं अभी सुमदके 


'पातालखच्छ ] 


+ शत्रुघ्न और पुष्कल आदिका घोड़ेके साथ जाना तथा राजा सुपदकी कथा + 


४३५ 


७०९०९१००००००००००० 2०७८०५५ ५५७७७५७७७७ कक कक कककक कक की कक १4 भ6 # 6 ४:4# 9४ ४9४ 93:55» 23. 


पास जाता हूँ । आप देवताओंकी रक्षा कीजिये। 

ऐसा कहकर कामदेव अपने सखा वसन्त तथा 
अप्सराओंके समूहको साथ लेकर हेमकूट पर्वतपर गया। 
वसन्तने जाते ही वहाँके सारे वृक्षोंको फल और फूलोंसे 
सुशोभित कर दिया। उनकी डालियोंपर कोयल कूकने 
तथा भ्रमर गुंजार करने लगे । दक्षिण दिशाकी ओरसे 
ठंडी-ठंडी हवा चलने लगी । जिसमें कृतमाला नदीके 
तीरपर खिले हुए ल्य्वङ्घ-कुसुमोंकी सुगन्ध आ रही थी । 
इस प्रकार जन समूचे अनमें वसन्तकी शोभा छा गयी, तो 
अप्सराऑमे श्रेष्ठ रश अपनी सखियोंसे घिरकर सुमदके 
पास गयी। रम्भाका स्वर किन्नरॉके समान मनोहर था। 
बह मृदङ्ग और पणव आदि नाना प्रकारके बाजे बजानेमें 
भी निपुण थी। शजाके समीप पहुँचकर उसने गाना 
आरम्भ कर दिया । महाराज सुमदने जब बह मधुर गान 
सुना, वसन्तकी मनोहारिणी छटा देखी तथा मनको 
'लुभानेवाली कोयलकी मीठी तान सुनी तो चारों ओर दृष्टि 
दौड़ायी, फिर सार रहस्य उनकी समझमें आ गया। 
राजाको ध्यानसे जगा देख फूलका धनुष घारण 
करनेवाले कामदेवने बड़ी फुर्ती दिखायी । उसने उनके 
पीछेकी ओर खड़ा होकर तत्काल अपना धनुष चढ़ा 
छिया । इतनेहीमें एक अप्सरा अपने नेत्रपल्लुवोंको 
नचाती हुई राजाके दोनों चरण दबाने लगी । दूसरी सामने 
खड़ी होकर कटाक्ष-पात करने लगी तथा तीसरी शरीरकी 
मृङ्गार-जनित चेष्टाएँ (तरह-तरहके हाव-भाव) प्रदर्शित 
करने लगी । इस प्रकार अप्सराओसे घिरकर जितेन्द्रियोके 


है। मैं भक्ति-भावसे जिनकी आराधनामें लगा हूँ, वे मेरी 
स्वामिनी जगदम्बा मुझे उत्तम वरदान देंगी। जिनकी 
कृपासे सत्यलोकको पाकर ब्रह्माजी महान्‌ बने हैं, चे ही 
मुझे सब कुछ देंगी; क्योंकि वे भक्तोंका दुःख दूर 
करनेवाली हैं। भगवतीकी कृपाके सामने नन्दन-चन 
अथवा सुवर्णमण्डित मेरुगिरि क्या हैं? और चह सुघा 
भी किस गिनतीमें है, जो थोड़े-से पुण्यके द्वारा प्राप्त 
होनेवाली और दानवॉको दुःखमें डालनेवाली है ?' 
राजाका यह वचन सुनकर कामदेवने उनपर अनेकों 
बाणोंका प्रहार किया; किन्तु वह उनकी कुछ भी हानि न 
कर सका। वे सुन्दरी अप्सराएँ अपने कुटिल-कटाक्ष, 
नूपुरोंकी झनकार, आलिङ्गन तथा चितवन आदिके द्वारा 
उनके मनको मोहमें न डाल सकी । अन्तमें निराशा होकर 
जैसे आयी थीं, वैसे ही लौट गयीं और इन्द्रसे 
बोलीं--'राजा सुमदकी बुद्धि स्थिर है, उनपर हमारा 
जादू नहीं चल सकता ।' अपने प्रयलके व्यर्थ होनेकी 
बात सुनकर इन्द्र डर गये। इधर जगदम्बाने महाराज 
सुमदको जितेन्द्रिय तथा अपने चरण-कमलोके ध्यानमें 
दृढतापूर्वक स्थित देख उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उनकी 


हे गट 3 कू र पर्ल 


शिरोमणि बुद्धिमान्‌ राजा सुमद यों चिन्ता करने 9 


'लगे--'ये सुन्दरी अप्सरा. मेरी तपस्यामें विन्न डालनेके 
लिये यहाँ आयी हैं। इन्हें इन्दने भेजा है। ये 
सब-की-सब उनकी आज्ञाके अनुसार ही कार्य करेंगी ।' 
इस प्रकार चिन्तासे आकुल होकर घीरचित्त, 
मेघाबी तथा वीर राजा सुमदने अपने हृदयमें अच्छी तरह 
विचार किया। इसके बाद वे देवाङ्गनाओसे बोले-- 
'देवियो ! आपल्मेग मेरे इदय-मन्दिरमे विराजमान 
जगदम्बाकी स्वरूप हैं। आपलोगोने जिस स्वर्गीय 
सुखकी चर्चा की हे, वह अत्यन्त तुच्छ और अनिश्चित 


४६ 


* अर्चयस्व इवीकेसं यदीच्छसि परं पदम्‌ = 


कान्ति करोड़ों सुयेकि समान थी। वे आपनी चार 
भुजाओमिं घनुष, बाण, अङ्कुरा और पाश धारण किये 
हुए थीं। माताका दर्शन पाकर बुद्धिमान्‌ राजाको बड़ी 
प्रसन्नता हुई! उन्होंने बारम्बार मस्तक झुकाकर 
भक्तिभावनासे प्रकट हुई माता दुर्गाको प्रणाम किया। वे 
बारम्बार राजाके शरीरपर अपने कोमळ हाथ फेरती हुई 
हँस रही थीं । महामति राजा सुमदके झरीरमें रोमा हो 
आया! उनके अन्तःकरणकी वृत्ति भक्ति-भावसे 
उत्कण्ठित हो गयी और बे गद्गद स्वरसे माताकी इस 
अकार स्तुति करने लगे-- देवि ! आपकी जय हो। 
महादेवि ! भक्त-जन सदा आपकी ही सेवा करते हैं। 
ब्रह्मा और इन्द्र आदि समस्त देवता आपके युगल- 
चरणॉकी आराधनामें लगे रहते हैं। आप पापके स्पर्शसे 
रहित हैं। आपहीके प्रतापसे अग्निदेव प्राणियॉके भीतर 
और बाहर स्थित होकर सारे जगतूका कल्याण करते हैं। 
महादेवि ! देवता और असुर--सभी आपके चरणॉमें 
नतमस्तक होते हैं । आप ही विद्या तथा आप ही भगवान्‌ 
विष्णुको महामाया हैं। एकमात्र आप ही इस जगतको 
पवित्र करनेवाली हैं। आप ही अपनी झक्तिसे इस 
संसारकी सृष्टि और पालन करती हैं । जगत्के जीवॉको 
मोहमें डालनेवाली भी आप ही हैं । सब देवता आपहीसे 
सिद्धि पाकर सुखी होते हैं। मातः! आप दयाकी 
स्वामिनी, सबकी नन्दनीया तथा भक्तोपर स्नेह रखनेवाली 
हैं। मेरा पालन कीजिये । मैं आपके चरण-कमलोंका 
सेवक हूँ । मेरी रक्षा कीजिये ।' 
सुमतिने कहा--इस प्रकार की हुई स्तुतिसे 
सन्तुष्ट होकर जगन्माता कामाक्षा अपने भक्त सुमदसे, 
जिनका शरीर तपस्याके कारण दुर्बल हो रहा था, 
बोली- 'बेटा ! कोई उत्तम वर माँगो।' माताका यह 
बचन सुनकर राजा सुमदको बड़ा हर्ष हुआ और उन्होने 
अपना खोया हुआ अकण्टक राज्य, जगन्माता अवानीके 
चरणोंमें अविचल भक्ति तथा अन्तमें संसारसागरसे पार 
उतारनेवाली मुक्तिका वरदान माँगा। 
कामाक्षाने कहा---सुमद ! तुम सर्वत्र अकण्टक 
राज्य प्राप्त करो और शत्नुओके -द्वारा तुम्हारी कभी 


पराजय न हो। जिस समय महायशस्वी श्रीरघुनाथजी 
रावणको मारकर सब सामभ्रियोंसे सुशोभित अश्वमेध 
यज्ञका अनुष्ठान करेंगे, उस समय शात्रुओंका दमन 
करनेवाले उनके महावीर भ्राता शत्रुघ्न वीर आदिसे 
घिरकर घोड़ेकी रक्षा करते हुए यहाँ आयेंगे । तुम उन्हें 
अपना राज्य, समृद्धि और घन आदि सब कुछ सौपकर 
उनके साथ पृथ्वीपर भ्रमण करोगे तथा अन्तमें ब्रह्मा, 
इन्द्र और शिव आदिसे सेवित भगवान्‌ श्रीरामको प्रणाम 
करके ऐसी मुक्ति प्राप्त करोगे, जो यम-नियमोंका साधन 
करनेवाले योगियोंके लिये भी दुर्लभ है। 

ऐसा कहकर देवता और असुरोंसे अभिनन्दित 
कामाक्षा देवी बहाँसे अन्तर्धान हो गयीं तथा सुमद 
भी अपने शत्रुओको मारकर अहिच्छत्रा नगरीके राजा 
हुए। वही ये इस नगरीके स्वामी राजा सुमद हैं । यद्यपि 
ये सब प्रकारसे समर्थ तथा बल और वाहनोंसे सम्पन्न 
हैं तथापि तुम्हारे यज्ञ-सम्बन्धी घोड़ेको नहीं पकडेंगे; 
क्योंकि महामायाने इस बातके लिये इनको भलीभाँति 
शिक्षा दी है! 

झेषजी कहते हैं---सुमतिके मुखसे राजा सुमदका 
यह वृत्तान्त सुनकर महान्‌ यशस्बी, बुद्धिमान्‌ और 
बलवान्‌ इन्रुप्रजी बड़े प्रसन्न हुए तथा 'साधु-साधु' 
कहकर उन्होंने अपना हर्ष प्रकट किया। उधर 
अहिच्छत्राके स्वामी अपने सेवकगणॉसे घिरकर 
सुखपूर्वक राजसभामें विराजमान थे। वेदवेत्ता ब्राह्मण 
तथा धन-धान्यसे सम्पन्न वैश्य भी उनके पास बैठे थे; 
इससे उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। इसी समय किसीने 
आकर राजासे कहा--'स्वामिन्‌ ! न जाने किसका घोड़ा 
नगरके पास आया है, जिसके ललाटमें पत्र बैंघा हुआ 
है।' यह सुनकर राजाने तुरंत ही एक अच्छे सेवकको 
भेजा और कहा---'जाकर पता लगाओ, किस राजाका 
घोड़ा मेरे नगरके निकट आया है ।' सेवकने जाकर सब 
जातका पता लगाया और महान्‌ क्षत्रियोंसे सेवित राजा 
सुमदके पास आ आरम्भसे ही सारा वृत्तान्त कह 
सुनाया । “श्रीरघुनाथजीका घोड़ा है' यह सुनकर बुद्धिमान्‌ 
राजाको चिरकाळकी पुरानी बातका स्मरण -हो आया 


पातालखण्ड ] » झातरुध्रका राजा सुपदको साथ लेकर आगे जाना और च्यबनका सुकन्यासे व्याह » 


४३७ 


4८804७4६७९ ३७ १७७७३4७१४४ हक 44 2299694446 43006 6264942494 24920449५७ ७७७४७ ७७४५७७७७७५ ७०७७७४ 


और उन्होंने सब लोगोंको आज्ञा दी--'धन-धान्यसे 
सम्पन्न जो मेरै आत्मीय जन हैं, वे सब लोग अपने-अपने 
धरोपर तोरण आदि माङ्गलिक वस्तुओंकी रचना करें ।' इन 
सब बातोके लिये आज्ञा देकर स्वयं राजा सुमद अपने 
पुत्र-पौत्र और रानी आदि समस्त परिवारको साथ लेकर 
जन्नुघ्तके पास गये । शत्रुन्रने पुष्कल आदि योद्धाओं तथा 
मन्त्रियोंके साथ देखा, वीर राजा सुमद आ रहे हैं। राजाने 
आकर बड़ी प्रसन्नताके साथ शात्रुप्को प्रणाम किया और 
कहा--'प्रभो ! आज मैं धन्य और कृतार्थ हो गया। 
आपने यहाँ दर्शन देकर मेरा बड़ा सत्कार किया। मैं 
चिरकालसे इस अश्वके आयमनकी प्रतीक्षा कर रहा था। 
माता कामाक्षा देवीने पूर्वकालमें जिस बातके लिये मुझसे 
कहा था, वह आज और इस समय पूरी हुई है। श्रीरामके 
छोटे भाई महाराज शत्रुघ्जजी ! अब चलकर मेरी नगरीको 
देखिये, यहाँके मनुष्योंको कृतार्थ कीजिये तथा मेरे समस्त 
कुलको पवित्र बनाइये ।' ऐसा कहकर राजाने चन्द्रमाके 
समान कान्तियाले श्वेत गजराजपर शत्रुघ्न और महावीर 
पुष्कलको चढ़ाया तथा पीछे स्वयं भी सवार हुए । फिर 
महाराज सुमदकी आज्ञासे भेरी और पणव आदि बाजे 
बजने लगे, वीणा आदिकी मधुर ध्वनि होने लगी तथा इन 
समस्त वाद्योकी तुमुल ध्वनि चारों ओर व्याप्त हो गयी । 
धीरे-धीरे नगरमें आकर सब लोगॉने शात्रुघ्जीका 
अभिनन्दन किया---उनकी वृद्धिके लिये शुभकामना 


प्रकटकी 


तथा वे वीरोसे सुशोभित हो अपने अश्चरलको 
जगा ५ ह wa 


साथ लिये राज-मन्दिरमें उतरे । उस समय सारा राजभवन 
तोरण आदिसे सजाया गया था तथा स्वयं राजा सुमद 
इन्रुत्रजीको आगे करके चळ रहे थे। महलमें पहुँचकर 
उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक अर्घ्य आदिके द्वारा शत्रुधजीका 
पूजन किया और अपना सन कुछ भगवान्‌ श्रीरामकी 
सेवामें अर्पण कर दिया । 


खपत और = 
जन्नान्नका राजा सुमदको साथ लेकर आगे जाना और च्यवन मुनिके आश्रमपर 
पहुँचकर सुमतिके मुखसे उनकी कथा सुनना--च्यवनका सुकन्यासे ब्याह 


चोषजी कहते हैं--तदनन्तर नरञ्रेष्ठ राजा सुमदने 
श्रीरघुनाथजीकी उत्तम कथा सुननेके लिये उत्सुक होकर 
स्वागत-सत्कारसे सन्तुष्ट हुए शत्रुप्रजीसे वार्तालाप 
आरम्भ किया । 

सुमद बोले--महाभते ! सम्पूर्ण लोकॉके 
शिरोमणि, भक्तोंकी रक्षाके लिये अवतार अहण 
करनेवाले तथा मुझपर निरन्तर अनुग्रह रखनेवाले 
भगवान्‌ श्रीराम अयोध्यामें सुखपूर्वक तो विराज रहे हैं 


न? ये सब लोग धन्य हैं, जो सदा आनन्दमग्न होकर 
अपने नेत्र-पुटोंके द्वारा श्रीरघुनाथजीके मुखारविन्दका 
मकरन्द पान करते रहे हैं। नरश्रेष्ठ! अन मेरी 
कुल-परम्परा तथा राज्य-भूमि आदि सब वस्तूएँ पूर्ण 
सफल हो गयीं! दयासे द्रवित होनेवाली माता 
कामाक्षा देवीने पूर्वकालमें मुझपर बड़ी कृपा की थी। 

राजाओंमें श्रेष्ठ वीर सुमदके ऐसा कहनेपर शात्रुन्नने 
श्रीरघुनाथजीके गुणोंको प्रकट करनेवाली सब कथाएँ 


१३३८ 


« अर्चयस्व हषीकेश यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पद्यपुराण 


4५3५५७५०५७४५०७०७५:०५५५५०५५५४३५७५३५५०३५७०५७७७५५७५७»५»»४»०४»&»*»५5»*»७४४४०४“* 9» *४*»&59»5 204 ०#४५9»3७%७»»“#**४ 6 / ७. 


'कह सुनार्यी । वे तीन रात्रितक वहाँ ठहरे रहे । इसके जाद 


उन्होंने राजाके साथ वहाँसे जानेका विचार किया । उनका | 


अभिप्राय जानकर सुमदने शीघ्र ही अपने पुत्रको राज्यपर 
अभिषिक्त कर दिया तथा उन महाबुद्धिमान्‌ नरेशने 
झत्रुघके सेवकोंको बहुत-से वरा, रल और नाना 
अकारके धन दिये। तत्पश्चात्‌ शत्रुप्नने धनुष घारण किये 
हुए राजा सुमदको साथ लेकर अपने बहुज्ञ मन्त्रियों 
चैदल योद्धाओं, हाथियों और अच्छे घोड़े जुते हुए 
अनेकों रथोके साथ वहाँसे यात्रा आरम्भ की। 
श्रीरघुनाथजीके प्रतापका आश्रय लेकर बे हँसते-हँसते 
मार्ग तय करने लगे। पयोष्णी नदीके तीरपर पहुँचकर 
उन्होंने अपनी चाल तेज कर दी तथा शत्रुऑपर प्रहार 
करनेवाले समस्त योद्धा भी पीछे-पीछे उनका साथ देने 
लगे। वे तपस्वी ऋषियोंके भाँति-भाँतिके आश्रम देखते 
तथा वहाँ श्रीरघुनाथजीके गुणगान सुनते हुए यात्रा कर 
रहे थे! उस समय उन्हें चारों ओर मुनियोंकी यह 
कल्याणमयी नाणी सुनायी पड़ती थी--“यह यज्ञका 
अश्व चला जा रहा है, जो श्रीहरिके अंशावतार 
श्रीशत्रुधजीके द्वारा सन ओरसे सुरक्षित है। भगवानका 
अनुसरण करनेवाले वानर तथा भगवद्भक्त भी उसकी 
रक्षा कर रहे हैं।' जिनकी चित्तवृत्तियाँ भक्तिसे निरन्तर 
प्रभावित रहती हैं, उन महर्षियोंकी पूर्वोक्त बातें सुनकर 
झात्रुप्रजीको बड़ा सन्तोष हुआ । आगे जाकर उन्होंने एक 
विशुद्ध आश्रम देखा, जो निरन्तर होनेवाली वेदोंकी 
ध्वनिसे उसको श्रकण करनेवाले मनुष्योंका सारा 
अमङ्गल नष्ट किये देता था। वहाँका सम्पूर्ण आकाश 
अमिहोत्रके समय दी जानेवाली आहुतिके घूमसे पवित्र 
हो गया था। श्रेष्ठ मुनियॉके द्वारा स्थापित किये हुए 
अनेकों यज्ञसम्बन्धी यूप उस आश्रमको सुशोभित कर 
रहे थे। वहाँ सिंह भी पालन करनेयोम्य गौओंकी रक्षा 
करते थे । चूहे अपने रहनेके लिये बिल नहीं खोदते थे; 
क्योंकि वहाँ उन्हें बिल्लियोंसे भय नहीं था । साँप सदा 
मोरों और नेवलोंके साथ खेलते रहते थे। हाथी और 
सिंह एक-दूसरेके मित्र होकर उस आश्रमपर निवास 
करते थे! मृग वहाँ प्रेमपूर्वक चरते रहते थे, उन्हें 


किसीसे भय नहीं था! गौओकि -थन घड़ोंके समान 


दिखायी देते थे। उनका विग्रह नन्दिनीकी भाँति सम्पूर्ण 
कामनाओंको पूर्ण करनेवाला था और वे अपने खुरोंसे 
उठी हुई धूलके द्वारा बहाँकी भूमिको पवित्र करती थीं! 
हाथोंमें समिधा धारण करनेवाले श्रेष्ठ मुनिवरॉने बहाँकी 
भूमिको धार्मिक क्रियाओंका अनुष्ठान करनेके योग्य बना 
रखा था। उस आश्रमको देखकर शत्रुप्रजीने सब 
बातोंको जाननेवाले श्रीराममन्त्री सुमतिसे पूछा । 

शत्नुधजी जोले--सुमते ! यह सामने किस 
मुनिका आश्रम शोभा पा रहा है? यहाँ सब जन्तु 
आपसका बैर-भाव छोड़कर एक ही साथ निवास करते 
हैं तथा यह मुनियोंकी मण्डलीसे भी भरा-पूरा दिखायी 
देता है। मैं मुनिकी वार्ता सुनूँगा तथा उनका वृत्तान्त 
श्रवण करके अपनेको पवित्र करूँगा। 

महात्मा झात्रुघके ये उत्तम वचन सुनकर परम 
मेघावी श्रीरघुनाथजीके मन्त्री सुमतिने कहा-- 
“सुमित्रानन्दन ! इसे महर्षि च्यवनका आश्रम समझो। 
यह बड़े-बड़े तपस्वियोसे सुशोभित तथा वैरशून्य 
जन्तुओंसे भरा हुआ है। सुनियोंकी पलियाँ भी यहाँ 


पातालस्वप्ड ] + पात्रका राजा सुमदको साथ लेकर आगे जाना और च्यवनका सुकन्यासे व्याह « 


४००३३३००००७७०००३०००००३०००३७:३०३०००००49943299929222222229052020544229300005::22:०0202000002०७००००००००५०००५ 


४३९ 


निवास करती हैं। महामुनि च्यवन वे ही हैं, जिन्होंने 
मनुपुत्र शर्यातिके महान्‌ यज्ञमें इन्द्रका मान भङ्ग किया 
और अश्विनीकुमारॉको यज्ञका भाग दिया था। 

दात्रुघ्नने पूछा---मन्त्रिवर ! महर्षि च्यवने कब 
अश्चिनीकुमारॉको देवताओंकी पड्क्तिमें बिठाकर उन्हें 
यज्ञका भाग अर्पण किया था ? तथा देवराज इन्द्रने उस 
महान्‌ यश्ञमें क्या किया था? 

सुमतिने कहा सुमित्रानन्दन ! ब्रह्माजीके बंझमें 
महर्षि भृगु बड़े विख्यात महात्मा हुए हैं। एक दिन 
सन्ध्याके समय समिधा लानेके लिये वे आश्रमसे दूर 
चले गये थे। उसी समय दमन नामका एक महाबली 
राक्षस उनके यशका नाश करनेके लिये आया और उच्च 
सरसे अत्यन्त भयङ्कर बचन बोला--'कहाँ है वह 
अधम मुनि और कहाँ है उसकी पापरहित पत्नी ?' वह 
रोषमें भरकर जन बारम्बार इस प्रकार कहने लगा तो 
अभ्निदेवताने अपने ऊपर राक्षससे भय उपस्थित जानकर 
मुनिकी पल्रीको उसे दिखा दिया । वह सती-साध्वी नारी 
गर्भवती थी । राक्षसने उसे पकड़ लिया । बेचारी अबला 
कुररीकी भाँति विलाप करने लगी--'महर्षि भृगु ! रक्षा 
करो, पतिदेव ! बचाओ, प्राणनाथ ! तपोनिधे !! मेरी 
रक्षा करो।' इस भकार वह आर्तभावसे पुकार रही थी, 
तथापि राक्षस उसे लेकर आश्रमसे बाहर चला गया और 
दुष्टताभरी बातॉसे महात्मा भृगुकी उस पतित्रता पलीको 
अपमानित करने लगा! उस समय महान्‌ भयसे त्रस्त 
होकर वह गर्भ मुनिपलीके पेटसे गिर गया । उस नवजात 
शिझुके नेत्र प्रज्वलित हो रहे थे, मानो सतीके शरीरसे 
अमिदेव ही प्रकट हुए हों । उसने राक्षसकी ओर देखकर 


कहा---'ओ दुष्ट ! अब तू यहाँसे न जा, अभी जलकर ॥ 


भस्म हो जा। सतीका स्पर्श करनेके कारण तेरा कल्याण 


न होगा ॥ बालकके इतना कहते ही वह राक्षस गिर पड़ा 52 


और तुरंत जलकर राखका ढेर हो गया । तब माता अपने 
बच्चेको गोदमें लेकर उदास मनसे आश्रमपर आयी। 
महर्षि भृगुको जब मालूम हुआ कि यह सब अम्रिदेवकी 
ही करतूत है तो वे क्रोधसे व्याकुल हो उठे और शाप 
देते हुए बोले--“शत्रुको घरका भेद बतानेवाले 


दुष्टात्मा ! तू सर्वभक्षी हो जा (पवित्र, अपवित्र--सभी 
वस्तुओका आहार कर) ।' यह शाप सुनकर अझिदेवको 
बड़ा दुःख हुआ, उन्होंने मुनिके चरण पकड़ लिये और 
कहा--अभो ! तुम दयाके सागर हो । महामते ! मुझपर 
अनुग्रह करो। धार्मिकशिरोमणे ! मैंने झूठ बोलनेके 
भयसे उस राक्षसको आपकी पल्रीका पता बता दिया था, 
इसलिये मुझपर कृपा करो ।' 
अग्निकी प्रार्थना सुनकर तपस्वी मुनि दयासे द्रवित 
हो गये और उनपर अनुग्रह करते हुए इस प्रकार 
बोले--'अग्ने ! तुम सर्वभक्षी होकर भी पवित्र ही 
रहोगे ।' तत्पश्चात्‌ परम मङ्गलमय विप्रबर भृगुने स्नान 
आदिसे पवित्र हो हाथमें कुश लेकर गर्भसे गिरे हुए 
अपने पुत्रका जातकर्म आदि संस्कार किया । उस समय 
सम्पूर्ण तपस्वियेनि गर्भसे च्युत होनेके कारण उस 
बालकका नाम च्यवन रख दिया । भृगु-कुमार च्यवन 
झुकृपक्षकी प्रतिपदाके चन्द्रमाकी भाँति धीरे-धीरे बढ्ने 
लगे) कुछ बड़े हो जानेपर वे तपस्या करनेके लिये 
जगत्को पवित्र करनेवाली नर्मदा नदीके तटपर गये । 
वर्षोतक तपस्या की। 


so 


* अर्चयस्व हषीकेसं यदीच्छसि परं पदम्‌» 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


उनके दोनों केधॉपर दीमकोने मिट्टीकी ढेरी जमा 
कर दी और उसपर दो पलाशके वृक्ष उग आये । हरिण 
उत्सुकतापूर्वक वहाँ आते और मुनिके झरीरमें अपनी देह 
रगड़कर खुजली मिटाते थे; किन्तु उनको इन सब 
बातोंका कुछ भी ज्ञान नहीं रहेता था । वे अविचलभावसे 
स्थिर रहते थे। 
एक समयकी बात है। मनुके पुत्र राजा शर्याति 
तीर्थयात्राके लिये तैयार होकर परिवारसहित नर्मदाके 
तटपर गये, उनके साथ बहुत बड़ी सेना थी । महानदी 
नर्मदामें स्नान करके उन्होंने देवता और पितरोंका तर्षण 
किया तथा भगवान्‌ श्रीविष्णुकी प्रसत्रताके लिये 
ब्राह्मणोंको नाना प्रकारके दान दिये । राजाके एक कन्या 
थी, जो तपाये हुए सोनेके आभूषण पहनकर बड़ी सुन्दरो 
दिखायी देती थी। वह आपनी सखियोके साथ वनमें 
इधर-उधर विचरने लगी। वहाँ उसने महान्‌ वृक्षांसे 
सुशोभित वल्मीक (मिड्टीका ढेर) देखा, जिसके भीतर 
'एक ऐसा तेज दीख पड़ा, जो निमेष और उन्मेषसे रहित 
था (उसमें खुलने-मिचनेकी क्रिया नहीं होती थी) । 
राजकन्या कौतूहला उसके पास गयी और 
आलाकाओऑसे दबाकर उसे फोड़ डाला । फूटनेपर उससे 
खून निकलने लगा । यह देखकर राजकुमारीको बड़ा 
खेद हुआ और बह दुःखसे कातर हो गयी । अपराधसे 
दबी होनेके कारण उसने माता और पिताको इस 
दुर्घटनाका हाल नहीं बताया । वह भयसे आतुर होकर 
स्वयं ही अपने लिये शोक करने लगी । उस समय पृथ्वी 
काँपने लगी, आकारसे उल्कापात होने लगा, सारी 
दिझाएँ घूमिल हो गयीं तथा सूर्यके चारों ओर घेरा पड़ 


गया । राजाके कितने ही घोड़े नष्ट हो गये, अहुतेरे हाथी 
मर गये, धन और रल्रका नाश हो गया तथा उनके साथ 
आये हुए लोगोंमें परस्पर कलह होने रूगा। 

वह उत्पात देखकर राजा डर गये, उनका मन कुछ 
उद्दिम्न हो गया। वे सब लोगॉसे पूछने लगे--'किसीने 
मुनिका अपराध तो नहीं किया है ?' परम्परासे उन्हें 
अपनी पुत्रीकी करतूत मालूम हो गयी और ये अत्यन्त 
दुःखी होकर सेना और सवारियोसहित मुमिके पास 
गये । भारी तपस्यामें लगे हुए तपोनिधि च्यवन मुनिको 
देखकर राजाने स्तुतिके द्वारा उन्हें प्रसन्न किया और 
कहा--'मुनिवर ! दया कीजिये। तब महातपस्वी 
मुनिश्रेष्ठ च्यवनने सन्तुष्ट होकर कहा--'महाराज ! तुम्हे 
मालूम होना चाहिये कि यह सारा उत्पात तुम्हारी पुत्रीका 
ही किया हुआ है | तुम्हारी कन्याने मेरी आँखें फोड़ 
डाली हैं, इनसे बहुत खून गिरा है, इस बातको जानते 
हुए भी उसने तुमसे नहीं बताया है; इसलिये अब तुम 
शास्त्रीय विधिके अनुसार मुझे उस कन्याका दान कर 
दो, तब सारे उत्पातोंकी शान्ति हो जायगी ।' यह सुनकर 
राजाको बड़ा दुःख हुआ और उन्होंने उत्तम कुल, नयी 
अवस्था, सुन्दर रूप, अच्छे स्वभाव तथा शुभ लक्षणोंसे 
सम्पत्र अपनी प्यारी पुत्री उन अंधे महर्षिको व्याह दो । 
राजाने कमलके समान नेत्रॉवाली उस कम्याका जब दान 
कर दिया तो मुनिके क्रोधसे प्रकट हुए सारे उत्पात 
तत्काल शान्त हो गये। इस प्रकार तपोनिधि भुनिवर 
च्यवनको अपनी कन्या देकर राजा शर्याति फिर अपनी 
राजधानीको लौट आये । पुत्रीपर दया आनेके कारण वे 
बहुत दुःखी थे। 


ब ® 5 प 
सुकन्याके द्वारा पत्तिकी सेवा, च्यवनको यौवन-प्राप्ति, उनके द्वारा अश्विनीकुमारोंको 
यज्ञभाग-अर्पण तथा च्यवनका अयोध्या-गमन 


सुमतिने कहा--सुमित्रानन्दन ! राजा शर्यातिके 
चले जानेके पश्चात्‌ महर्षि च्यवन पलीरूपमें प्राप्त हुई 
उनकी कन्याके साथ अपने आश्रमपर रहने लगे । उसको 
पाकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई थी। योगाभ्यासमें प्रवृत्त 


होनेके कारण उनके सारे पाप धुल गये थे। वह कन्या 
अपने श्रेष्ठ पतिकी भगवदबुद्धिसे सेवा करने छूगी। 
अद्यपि वे नेत्रोंसे हीन थे और बुढ़ापाके कारण उनकी 
शारीरिक शक्ति जवाब दे चुकी थी, तथापि वह उन्हें 


पात्तालखण्ड ] 


* सुकन्याके द्वारा पतिकी सेवा तथा अश्विनीकुमारोंका च्यवनको यौवन-दान + 


४४९ 


&&*80५५०५५०४७७७०७७:०७५ ०४० ५»७५७००७७००>४»५४&%४9»»3.+»»4%४»»०»०४०५»»»»०*४४:०५७५४५४०५०४०७४५७४99»9»%92/»&#50&## #क. १%००७७७०००००००९११०७००००१०००००००:३१:०३०९०१००००९:७३०-००२७०००७७०००७०१-०००००००००-०० 


अपने अर्भीष्ट पूर्ण करनेवाले कुलदेवताके समान 


समझकर उनको शुश्रूषा करती थी । जैसे शाची इन्द्रकी वट्ट 7 


सेवामें तत्पर होकर प्रसन्नता प्राप्त करती हैं, उसी प्रकार 
उस सुन्दरी सतीको अपने प्रियतम पतिकी सेवामें बड़ा 
आनन्द आता था। पति भी साधारण नहीं, तपस्याके 
भण्डार थे और उनका आशय (मनोभाव) बहुत ही 
गम्भीर था, तो भी बह उनकी प्रत्येक चेष्टाको 


जानती--हर एक अभिप्रायको समझती हुई शुश्रूषामें है 


संग्र रहती थी । वह सुन्दर शरीरवाली राजकुमारी सभी 
शुभ लक्षणोंसे सम्पन्न और कृशाङ्गो थी, तो भी फल, 


मूल और जलका आहार करती हुई अपने खामीके रबी 


चरणोंकी सेवा करती थी । सदा पतिकी आज्ञा पालन 
करनेके लिये तैयार रहती और उन्हीके पूजन (आदर- 
सत्कार) में समय बिताती थी । सम्पूर्ण प्राणियोंका हित- 
साधन करनेमें उसका अनुराग था। वह काम, दम्भ, 
द्वेष, लोभ, भय और मदका परित्याग करके सावधानीके 
साथ उद्यत रहकर सर्वदा च्यवन मुनिको सन्तुष्ट रखनेका 
'यल करती थी । महाराज ! इस प्रकार वाणी, शरीर और 
क्रियाके द्वारा मुनिकी सेवा करती हुई उस राजकुमारीने 
एक हजार वर्ष व्यतीत कर दिये तथा अपनी कामनाको 
मनमें ही रखा [मुनिपर कभी प्रकट नहीं किया] । 
एक समयकी बात है, मुनिके आश्रमपर देववैद्य 
अश्विनीकुमार पधारे। सुकन्याने स्वागतके द्वारा उनका 
सम्मान करके उन दोनोंका पूजन (आतिथ्य-सत्कार) 
किया । शर्याति-कुमारी सुकन्याके किये हुए पूजन तथा 
अर्ध्य-पाद्य आदिसे उन सुन्दर शरीरवाले अश्विनी- 
कुमारोके मनमें प्रसन्नता हुई। उन्होंने स्नेहबश उस 
सुन्दरीसे कहा--'देवि ! तुम कोई वर माँगो ।' उन दोनों 
देववैद्योको. सन्तुष्ट देख बुद्धिमती नारियोंमें श्रेष्ठ 
राजकुमारी सुकन्याने उनसे वर माँगनेका विचार किया । 
अपने पतिके अभिप्रायको लक्ष्य करके उसने कहा-- 
'देनताओ ! यदि आप मुझपर प्रसन्न हैं तो मेरे पतिको 
नेत्र प्रदान कीजिये।' सुकन्याका यह मनोहर वचन 
सुनकर तथा उसके सतीत्वको देखकर उन श्रेष्ठ वैद्यॉने 
कहा--'यदि तुम्हारे पति यज्ञमें हमलोगोंको देचोचित 


देखनेकी शक्ति पैदा कर सकते हैं।' च्यवनने भी उन 
तेजस्वी देवताओको यज्ञमें भाग देनेके लिये हामी भर 
दी। तब चे दोनों अश्विनीकुमार अत्यन्त प्रसन्न होकर 
महान्‌ तपस्वी च्यवनसे बोले--'मुने ! सिद्धोद्ारा तैयार 
किये हुए इस कुण्डमें आप गोता छगावें । ऐसा कहकर 


- उन्होंने च्यवन मुनिको, जिनका शरीर वृद्धानस्थाका ग्रास 


बन चुका था तथा जिनकी नस-नाड़ियाँ साफ दिखायी 
दे रही थीं, उस कुण्डमें प्रवेश कराया और स्वयं भी 
उसमें गोता रूगाया । तत्पश्चात्‌ उस कुण्डमेंसे तीन पुरुष 
प्रकट हुएं जो अत्यन्त सुन्दर और नारियोंका मन 
मोहनेवारे थे। उनका रूप एक ही समान था । सोनेके 
हार, कुण्डल तथा सुन्दर वस्त्र--तीनॉके शरीरपर शोभा 
पा रहे थे। सुन्दर शरीरवाली सुकन्या उन तीनॉंको 
अत्यन्त रूपवान्‌ और सूर्यके समान तेजस्वी देखकर 
अपने पतिको पहचान न सकी। तब वह साध्वी दोनों 
अधिनीकुमारोंकी शरणमें गयी । सुकन्याकि पातिव्रत्यसे 
सन्तुष्ट होकर उन्होंने उसके पतिको दिखा दिया और 
ऋषिसे विदा छे वे दोनों विमानपर बैठकर स्वर्गको 


डडरे 


+ अर्चयस्व इषीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पद्चपुराण 


चले गये । अब उन्हें इस बातकी आशा हो गयी थी कि 
जब मुनि यज्ञ करेंगे तो उसमें हमलोगोंको भी अवश्य 
भाग देंगे। 

तदनन्तर, किसी समय राजा शर्यातिर्के मनमें यह 
इच्छा हुई कि मैं यजञद्वारा देवताओंका पूजन करूँ । उस 
समय उन्होंने महर्षि च्यवनको बुलानेके लिये अपने कई 
सेनक भेजे | उनके बुलानेपर महातपस्वी विप्रवर च्यवन 
बहाँ गये । साथमें उनकी धर्मपत्नी सुकन्या भी थो, जो 
मुनियोंके समान आचार-बिचारका पालन करनेमें पक्की 
हो गयी थी। जब पत्रीके साथ वे महर्षि राजभवनमें 
धारे, तब महायशस्वी राजा शर्यातिने देखा कि मेरी 
कन्याके पास एक सूर्यके समान तेजस्वी पुरुष खड़ा है । 
सुकन्याने पिताके चरणोंमें प्रणाम किया, किन्तु शर्यातिने 
उसे आशीर्वाद नहीं दिया! वे कुछ अप्रसन्न-से होकर 


22 च "पे 


पुत्रीसे बोळे--'अरी ! तूने यह क्या किया ? अपने पति 
महर्षि च्यवनको, जो सन लोगोंके वन्दनीय हैं, धोखा तो 
नहीं दे दिया ? क्या तूने उन्हें बूढ़ा और अप्रिय जानकर 
छोड़ दिया और अब तू इस राह चलते जार पुरुषकी 
सेवा कर रही है ? तेरा जन्म तो श्रेष्ठ पुरुषोंके कुलमें 


हुआ है, फिर ऐसी उलटी बुद्धि तुझे कैसे प्राप्त हुई ? 
ऐसा करके तू. तो अपने पिता तथा पति--दोनोंके 
कुलको नरकमें ले जा रही है ?' पिताके ऐसा कहनेपर 
पवित्र मुसकानवाली सुकन्या किञ्चित्‌ मुसकराकर 
बोली--'पिताजी ! ये जार पुरुष नहीं--आपके 
जामाता भृगुनन्दन महर्षि च्यवन ही हैं। इसके बाद 
उसने पतिकी नयी अवस्था और सौन्दर्य-प्राप्तिका सारा 
समाचार पितासे कह सुनाया । सुनकर राजा शर्यातिको 
बड़ा विस्मय हुआ और उन्होंने अत्यन्त प्रसन्न होकर 
पुत्रीको छातीसे लगा रिया । इसके बाद च्यवने राजासे 
सोमयागका अनुष्ठान कराया और सोमपानके अधिकारी 
न होनेपर भी दोनों आश्विनीकुमारोंके लिये उन्होंने सोमका 
भाग निश्चित किया । महर्षि तपोबलसे सम्पन्न थे, अतः 
उन्होंने आपने तेजसे अश्विनीकुमारोंको सोमरसका पान 
कराया । अश्विनीकुमार वैद्य होनेके कारण पङ्क्तिपावन 
देवताओमें नहीं गिने जाते थे--उन्हें देवता आपनी 
पङ्क्तिमे नहीं बिठाते थे; परन्तु उस दिन ब्राह्मणश्रेष्ठ 
च्यबनने उन्हें देवपड्क्तिमें बैठनेका अधिकारी बनाया । 
यह देखकर इन्द्रको क्रोध आ गया और वे हाथमें चज 
लेकर उन्हें मारनेको तैयार हो गये। वद्रधारी इन्द्रको 
अपना वध करनेके लिये उद्यत देख बुद्धिमान्‌ महर्षि 
च्यबनने एक बार हुंकार किया और उनकी भुजाओँको 
स्तम्भित कर दिया। उस समय सब लोगोंने देखा, 
इन्द्रकी भुजाएँ. जडवत्‌ हो गयी हैं। 

बाहें स्तम्भित हो जानेपर इन्द्रकी आँखें खुलीं और 
उन्होंने मुनिकी स्तुति करते हुए कहा--'स्वामिन्‌ ! आप 
अश्विनीकुमारोंको यज्ञका भाग अर्पण कीजिये, मैं नहीं 
रोकता। तात ! एक बार मैंने जो अपराध किया है, 
उसको क्षमा कीजिये ।' उनके ऐसा कहनेपर दयासागर 
महर्षिने तुरंत क्रोध त्याग दिया और इन्द्रकी भुजाएँ भी 
तत्काल बन्धनमुक्त हो गयीं--डनकी जडता दूर हो 
गयी! यह देखकर सब लोगॉका हृदय विस्मयपूर्ण 
कौतूहलसे भर गया-। वे ब्राह्मणोंके बलकी, जो देवता 
आदिके लिये भी दुर्भ है, सराहना करने रूगे। 
तदनन्तर शत्रुओको ताप देनेवाले महाराज शार्यातिने 


पातालखण्ड ] 


* सुकन्याके द्वारा पत्तिकी सेवा तथा अश्विनीकुमारोंका च्यवनको यौवन-दान « 


डड 


जाह्मणोंको बहुत-सा धन दिया और यज्ञके अन्तमें 
अवभूथ-खान किया । 

सुमित्रानन्दन ! तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था, वह 
सब मैंने कह सुनाया। महर्षि च्यवन तपस्या और 
सोगबलसे सम्पन्न हैं । इन तपोमूर्ति महात्माको प्रणाम 
करके तुम विजयका आशीर्वाद ग्रहण करो और 
औरामचन्द्रजीके मनोहर यज्ञमें इन्हें पलीसहित पधारनेके 
लिये प्रार्थना करो । 

शेषजी कहते है--शत्रुध और सुमतिमें इस 
प्रकार वार्तालाप हो रहा था, इतनेहीमें यज्ञका घोड़ा 
आश्रमके पास जा पहुँचा और उस महान्‌ आश्रममें घूम- 
घूमकर मुखके अग्रभागसे दूबके अङ्कुर चरने लगा। 
इसी नीचमें शत्रुघ्न भी च्यवन मुनिके शोभायमान 
आश्रमपर पहुँच गये । वहाँ जाकर उन्होंने सुकन्याके पास 
बैठे हुए महर्षि च्यवनका दर्शन किया, जो तपस्याके 
मूर्तिमान्‌ स्वरूप-से जान पड़ते थे । सुमित्राकुमारने अपना 


८3 त्र i क 


नाम बतलाते हुए मुनिके चरणोर्मे प्रणाम किया और 
कहा--'मुने ! मैं श्रीरघुनाथजीका भाई और इस 
अश्वका रक्षक शत्रुघ्न हूँ। अपने महान्‌ पापोंकी शान्तिके 
लिये आपको नमस्कार करता हूँ।' यह वचन सुनकर 
मुनिवर च्यवनने कहा--'नरश्रेष्ठ शत्रुघ्न ! तुम्हारा 
कल्याण हो। इस यज्ञरूपी अश्वका पालन करनेसे 
संसारमें तुम्हारे महान्‌ यशका विस्तार होगा ।' झन्नुप्नसे 
ऐसा कहकर महर्षिने आश्रमवासी ब्राह्मणोंसे कहा-- 
“ब्रह्मर्षयो ! यह आश्चर्यकी बात देखो, जिनके नामोंके 
स्मरण और कीर्तन आदि मनुष्यके समस्त पापोंका नाश 
कर देते हैं, वे भगवान्‌ श्रीराम भी यश करनेवाले हैं। 

महान्‌ पातकी और परस्त्री-लम्पट पुरुष भी जिनका नाम 
स्मरण करके आनन्दपूर्वक परमगतिको प्राप्त होते हैं ।* 

जिनके चरण-कमलोकी धूलि पड्नेसे पत्थरकी मूर्ति बनी 
हुई अहल्या तत्क्षण मनोहर रूप धारण करके महर्षि 
गौतमकी घर्मपली हो गयी । रणक्षेत्रमें जिनके मनोहारी 
रूपका दर्शन करके दैत्येनि उन्हीके निर्विकार स्वरूपको 
आप्त कर लिया तथा योगीजन समाधिमें जिनका ध्यान 
करके योगारूढ-अवस्थाको पहुँच गये और संसारके 
भयसे छुटकारा पाकर परमपदको प्राप्त हो गये, ने ही 
श्रीरघुनाथजी यज्ञ कर रहे है--यह कैसी अद्भुत बात 
है! मेरा धन्य भाग, जो अन श्रीरामचन्द्रजीके उस सुन्दर 
मुखकी झाँकी करूँगा, जिसके नेत्रॉका प्रान्तभाग मेघके 
जलकी समानता करता है। जिसकी नासिका मनोहर 
और भौहें सुन्दर हैं तथा जो विनयसे कुछ झुका हुआ है । 
जिह्वा वही उत्तम है जो श्रीरघुनाथजीके नामोका आदरके 
साथ कीर्तन करती है । जो इसके विपरीत आचरण करती 
है, वह तो साँपकी जीभके समान है।† आज मुझे 
अपनी तपस्याका पवित्र फल प्राप्त हो गया। अब मेरे 
सारे मनोरथ पूरे हो गये; क्योकि ब्रह्मादि देवताओको भी 
जिसका दर्शन दुर्भ है, भगवान्‌ श्रीरामके उसी मुखको 
मैं इन नेत्रॉसे निहारूँगा । उनके चरणोंकी रजसे अपने 


*महापातकसंयुक्ताः परदाररता 


नराः । यज्ञामस्मरणे युक्ता मुदा यान्ति परो गतिम्‌॥ (१६। ३३) 


नसा जिह्वा रघुनाथस्य नामकीर्तनमादरात्‌। करोति विपरीता या फणिनो रसनासमा॥ (१६ । ३९) 


333 


* अर्चयस्व हदीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ « 


(संक्षिप्त चदापुराण 


44५५५५८५०० ५४३५४३३४३० ३० ३३४०४४०३३३ ४९ ३४४७ ६४३४४९९१७७ ४७ ७७७०५००७७७ ७३००७७७७७३ ७७ 


शरीरको पवित्र करूँगा तथा उनकी अत्यन्त विचित्र बहुत प्रसन्न हुए और प्रेमसे विहल होकर उन्होंने उनके 


वार्ताओका वर्णन करके अपनी रसनाको पावन बनाऊँगा । 
इस प्रकारको बातें करते-करते श्रीरामके चरणोंका 
स्मरण होनेसे महर्षिका प्रेम-भाव जाग्रत्‌ हो उठा । उनकी 
खाणी गद्दद हो गयी और नेत्रोंसे आँसुओंकी धारा बह 
चली। वे मुनियोकि सामने ही अश्रुपूर्ण कण्ठसे पुकारने 
'लगे--'हे श्रीरामचन्द्र ! हे रघुनाथ ! हे धर्ममूर्ते ! हे 
भक्तोपर दया करनेवाले परमेश्वर ! इस संसारसे मेरा 
उद्धार कीजिये।' इतना कहते-कहते महर्षि ध्यानमग्र हो 
गये, उन्हें अपने-परायेका ज्ञान न रहा। उस समय 
झात्रामने मुनिसे कहा- “स्वामिन्‌ ! आप हमारे श्रेष्ट 
यज्ञको अपने चरणोंकी धूलिसे पवित्र कीजिये। सन 
लोगेकि द्वारा एकमात्र पूजित होनेवाले महाबाहु 
श्रीरघुनाथजीका भी बड़ा सौभाग्य है कि वे आप-जैसे 
महात्माके अन्तःकरणमें निवास करते हैं।' शात्रुघ्रके ऐसा 
कहनेपर मुनिवर च्यवन आनन्दमग्न हो गये और अपने 
सम्पूर्ण अग्नियोंको साथ ले परिवारसहित हाँसे चल 
दिये । उन्हें पैदल जाते देख और श्रीरामचन्द्रजीका भक्त 
जान हनुमानजीने इातरुघ्रसे विनयपूर्वक कहा-- 
“स्वामिन्‌! यदि आप कहें तो महापुरुषोंमें श्रेष्ठ इन 
राम-भक्त महर्षिको मैं ही अपनी पुरीमें पहुँचा दूँ। वानर 
वीरके ये उत्तम वचन सुनकर शत्रुघ्रने उन्हें आज्ञा 
दी-- हनुमानजी ! जाइये, मुनिको पहुँचा आइये ।' तब 
हजुमानजीने मुनिको कुडुम्बसहित अपनी पीठपर निठा 
लिया और सर्वत्र विचरनेवाले वायुकी भाँति उन्हें शीघ्र 
ही अयोध्या पहुँचा दिया। मुनिको आया देख, श्रीराम 


=+ 


लिये अर्घ्य-पाद्य आदि अर्पण किया। तत्पश्चात्‌ जे 
बोले--'मुनिश्रेष्ठ ! इस समय आपका दर्शन पाकर मैं 
धन्य हो गया । आपने सब सामग्रियोंसहित मेरे यज्ञको 
पवित्र कर दिया ।' 

भगवानका यह वचन सुनकर मुनिवर च्यवन बहुत 
सन्तुष्ट हुए । प्रेमोद्रेकके कारण उनके शरीरमें रोमाञ्च हो 
आया वे बोले--'प्रभो ! आप ब्राह्मणोंपर प्रेम 
रखनेवाले और धर्ममार्गके रक्षक हैं; अतः आपके द्वारा 
ब्राह्मणका सम्मान होना उचित ही है।' 


सुमतिका शात्रुघसे नीलाचल्निवासी भगवान्‌ पुरुषोत्तमी महिमाका 
बर्णन करते हुए एक इतिहास सुनाना 


झेषजी कहते हैं--मुने! महर्षि च्ययनके 
अचिन्तनीय तपोनलको देखकर कत्रुप्नने विश्व-वन्दित 
आहाबलकी बड़ी प्रशंसा की। वे मन-ही-मन कहने 
लगे--'कहाँ तो विशुद्ध अन्तःकरणवाले मुनियोको 
स्वतः प्राप्त होनेवाली महान्‌ भोगॉकी सिद्धि और कहाँ 


तपोबलसे हीन मनुष्योंकी भोगेच्छा !' इस प्रकार सोचते 


शत्रु्ने च्यवन मुनिके आश्रमपर थोड़ी देरतक 


ठहरकर जल पीया और सुख एवं आरामका अनुभव 
किया । उनका घोड़ा पुण्यसलिला पयोष्णी नदीका जल 
पीकर आगेके मार्गपर चल पड़ा। सैनिकोने जन उसे 


पातालखण्ड ] 


* सुमतिका शात्रुप्रसे नीलाखलमिवासी भगवान्‌ पुरुकोत्तमकी महिमाका वर्णन » 


डड५ 


१३००००४४९७४७४५४०५९४७५५५०४६५५४०५०३५४५७५४४०७»»5%७४*»<५*००५४५४४५+»५४&**&$$:»»»**&/:6*“**०$४#७०५*+८४#**%*०##565# ७. 


आश्रमसे निकलते देस्वा, तो वे भी उसके पीछे-पीछे 
चल दिये। कुछ लोग हाथीपर थे और कुछ लोग 
रथॉपर । कुछ घोड़ोंपर सवार थे और कुछ लोग पैदल 
ही जा रहे थे। झात्रुघने भी मन्त्रिवर सुमतिके साथ 
घोड़ोंसे सुशोभित होनेवाले रथपर बैठकर बड़ी शीघ्रताके 
साथ यज्ञसम्बन्धी अश्वका अनुसरण किया। यह घोड़ा 
आगे बढ्ता हुआ राजा विमलके रलातट नामक नगरमें 
जा पहुँचा। राजाने जब अपने सेवकके मुँहसे सुना कि 
श्रीरघुनाथजीका श्रेष्ठ अश्व सम्पूर्ण योद्धाओकि साथ 
अपने नगरके निकट आया है, तो थे चन्रुधरके पास गये 
और उन्हें प्रणाम करके अपना रल, कोष, धन और सारा 


कार्य करूं--मेरे लिये क्या आज्ञा होती है ?' शत्रुघ्ने 
भी उन्हें अपने चरणोंमें नतमस्तक देख दोनों भुजाओंसे 
उठाकर छातीसे लगा लिया । इसके बाद राजा विमल भी 
पुत्रको राज्य देकर अनेकों धनुर्धर योद्धाऑसहित 
. शत्रुप्रजीके साथ गये। सबके मन और कानोंको प्रिय 
लगनेवाले श्रीरामचन्द्रजीका मधुर नाम सुनकर प्रायः 
८ सभी राजा उस यहसम्बन्धी घोडेको प्रणाम करते और 


बहुमूल्य रत्र एवं घन भेंट देते थे। इस प्रकार अश्वके 
मार्गपर जाते हुए उत्रने एक बहुत ऊँचा पर्वत देखा । 
उसे देखकर उनका मन आश्चर्यचकित हो गया; अतः वे 
मन्त्री सुमतिसे बोले--'मन्त्रिवर ! यह कौन-सा पर्वत 
है, जो मेरे मनको विस्मयमें डाल रहा है । इसके बड़े-बड़े 
शिखर चाँदीके समान चमक रहे हैं । मार्गमे इस पर्वतकी 
बड़ी शोभा हो रही है! मुझे तो यह बड़ा अद्भुत जान 
पड़ता है । क्या यहाँ देवताओंका निवासस्थान है या यह 
उनकी क्रीड़ास्थली है ? यह पर्वत अपनी सन प्रकारकी 
शोभासे मेरे मनको मोहे लेता है ।' 

झत्रुप्रजीका यह प्रश्र सुनकर मन्त्री सुमति, जिनका 
चित्त सदा श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें लगा रहता था, 
बोले--राजन्‌ ! हमलोगोकि सामने यह नीलपर्वत शोभा 
पा रहा है। इसके चारों ओर फैले हुए बड़े-बड़े शिखर 
स्फटिक आदि मणियोंके समूह है; अतएव वे बड़े 
मनोहर प्रतीत होते हैं । पापी और पर-खी-लम्पट मनुष्य 
इस पर्वतको नहीं देख पाते। जो नीच मनुष्य भगवान्‌ 
औविष्णुके गुणोंपर विश्वास या आदर नहीं करते, 
सत्पुरुषोंद्राय आचरणमें लाये हुए श्रौत और स्मार्त 
धर्मको नहीं मानते तथा सदा अपने बौद्धिक तर्कके 
आघारपर ही विचार करते हैं, उन्हें भी इस पर्वतका 
दर्शन महीं होता। नील और ल्त्रहकी बिक्री करनेवाले 
मनुष्य, घी आदि बेचनेवाला ब्राह्मण तथा शराबी मनुष्य 
भी इसके दर्शनसे वञ्चित रहते हैं। जो पिता आपनी 
रूपवती कन्याका किसी कुलीन वरके साथ ब्याह नहीं 
करता, बल्कि पापसे मोहित होकर धनके लोभसे उसको 
केच देता है, उसे भी इसका दर्शन नहीं होता । जो मनुष्य 
उत्तम कुल और शीलसे युक्त सती साभ्यी ख्रीको 
कलङ्कित करता है तथा भाई-बन्धुओंको न देकर स्वये ही 
मीठे पकवान उड़ाता है, जो ब्राद्मणका धन हडप लेनेके 
लिये जालसाजी करता है, रसोईमें भेद करता है तथा जो 
दूषित विचार रखनेके कारण केवल अपने लिये खिचड़ी 
या खीर बनाता है, वह भी इस पर्वतको नहीं देख पाता । 
महाराज ! जो मध्याहकालमें भूखसे पीड़ित होकर आये 
हुए अतिथियोंका अपमान करते हैं, दूसरोके साथ 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


विश्वासघात करते रहते हैं तथा जो श्रीरघुनाथजीके 
भजनसे विमुख होते हैं, उन्हें भी इस पर्वतका दर्शन नहीं 
होता। यह श्रेष्ठ पर्वत बड़ा ही पवित्र है, पुरुषोत्तमका 
निवासस्थान होनेसे इसकी शोभा और भी बढ़ गयी है। 
अपने दर्शनसे यह मनोहर झैल हम सब लोगोंको पवित्र 
कर रहा है। देवताओके मुकुटोंसे जिनके चरणोंकी पूजा 
होती है--जहाँ देवता अपने मुकुट-मण्डित मस्तक 
झुकाया करते है, पुण्यात्मा पुरुष ही जिनका दर्शन पानेके 
अधिकारी हैं, वे पुण्य-प्रदाता भगत्रान्‌ पुरुषोत्तम इस 
पर्वतपर विराजमान हैं। वेदकी श्रुतियाँ “नेति-नेति' 
कहकर निषेधकी अवधिरूपसे जिनको जानती हैं, 
इन्द्रादि देवता भी जिनके चरणोंकी रज ढूँढ़ा करते हैं फिर 
भी उन्हें सुगमतासे प्राप्त नहीं होती तथा विद्वान्‌ पुरुष 
वेदान्त आदिके महायाकयोंद्रारा जिनका बोध प्राप्त करते 
हैं, वे ही श्रीमान्‌ पुरुषोत्तम इस महान्‌ पर्वतपर विराज रहे 
हैं। जो इस नीलगिरिपर चढ़कर भगवानको नमस्कार 
करता और पुण्य कर्म आदिके द्वारा उनकी पूजा करके 
उनका प्रसाद ग्रहण करता है, वह साक्षात्‌ भगवान्‌ 
चतुर्भुजका स्वरूप हो जाता है। 
महाराज ! इस विषयमें जानकार लोग एक प्राचीन 
इतिहास कहा करते हैं, उसको सुनो । राजा रल्लग्रीवको 
अपने परिबारके साथ ही जो “चार भुजा' आदि 
भगवानका सारूप्य प्राप्त हुआ था, उसीका इस 
उपाख्यानमें वर्णन है। ऐसा सौभाग्य देवता और 
दानबॉके लिये भी दुर्लभ है । यह आश्चर्यपूर्ण वृत्तान्त इस 
प्रकार है--तीनों लोकोंमें प्रसिद्ध जो काझी नामकी 
नगरी है, वह पूर्वकालमें बड़ी सम्पन्न-अवस्थामें थी, 
वहाँ बहुत अधिक मनुष्योंकी आबादी थी। सेना और 
सवारी सभी दृष्टियोंसे काझी बड़ी समृद्धिशालिनी पुरी 
थी! वहाँ न्राह्मणोचित छः कर्मोमे निरन्तर लगे रहनेवाले 
श्रेष्ठ न्राह्मण निवास करते थे, जो सब प्राणियोंके हितमें 
संलम्र और श्रीरामचन्द्रजीके भजनके लिये सदा 
उत्कण्ठित रहनेवाले थे। बहाँके क्षत्रिय युद्धमें लोहा 
लेनेवाले थे! वे संग्राममें कभी पीछे पैर नहीं हटाते थे। 
परायी स्त्री, पराये धन और परद्रोहसे वे सदा दूर 


रहनेवाळे थे। वैश्य भी व्याज, खेती और व्यापार 
आदि शुभ वृत्तियोसे जीविका चलाते हुए निरन्तर 
श्रीरधुनाथजीके चरणकमलोंमें अनुराग रखते थे । शूद्र- 
जातिके मनुष्य रात-दिन अपने शरीरसे ब्राह्मणोंकी सेवा 
करते और जिह्वासे 'राम-राम' की रट रूगाये रहते थे। 
वहाँ नीच श्रेणीके मनुष्योंमें भी कोई ऐसा नहीं था, जो 
मनसे भी पाप करता हो। उस नगरीमें दान, दया, दम 
और सत्य--ये सदा विराजमान रहते थे। कोई भी 
मनुष्य ऐसी बात नहीं बोलता था, जो दूसरोंको कष्ट 
पहुँचानेबाली हो । बहाँके लोग न तो पराये धनका लोभ 
रखते और न कभी पाप ही करते थे। इस प्रकार राजा 
रल्लग्रीव प्रजाका पालन करते थे । बे लोभले रहित होकर 
केवल प्रजाकी आयके छठे अंशको 'कर' के रूपमें 
अहण करते थे, इससे अधिक कुछ नहीं लेते थे। इस 
तरह धर्मपूर्वक प्रजाका पालन और सब प्रकारके 
भोगोंका उपभोग करते हुए राजाके अनेकों वर्ष व्यतीत 
हो गये । 'एक दिन उन्होंने अपनी धर्मपत्री विशालाक्षीसे, 
जो पातिव्रत्य-धर्मका पालन करनेवाली पतिव्रता थी, 
कहा--'प्रिये ! अब अपने पुत्र प्रजाकी रक्षाका भार 
सँभालनेवाले हो गये । भगवान्‌ महाकिष्णुके प्रसादसे मेरे 
पास किसी बातकी कमी नहीं है । अब मेरे मनमें केवल 
एक ही अभिलाषा रह गयी है, वह यह कि मैंने 
आजतक किसी परम कल्याणमय उत्तम तीर्थका सेवन 
नहीं किया। जो मनुष्य जन्मभर अपना पेट ही भरता 
रहता है, भगवानूकी पूजा नहीं करता वह बैल माना गया 
है, इसलिये कल्याणी ! मैं राज्यका भार पुत्रको सौंपकर 
अब कुटुम्बसहित तीर्थयात्राके लिये चलना चाहता हूँ।' 
ऐसा निश्चय करके उन्होंने सन्ध्याकालमे भगवानका 
ध्यान किया और आधी रातको सोते समय स्वप्रमें 
एक श्रेष्ठ तपस्वी ब्राह्मणको देखा। फिर सबेरे उठकर 
उन्होंने सन्ध्या आदि नित्यकर्म पूरे किये और सभामें 
जाकर मन्त्रीजनोंके साथ वे सुखपूर्वक विराजमान हुए। 
इतनेमें ही उन्हें एक दुर्बल शरीरबाले तपस्वी ब्राह्मण 
दिखायी दिये, जो जटा, वल्कल और कौपीन धारण 
किये हुए थे। उनके हाथमें एक छड़ी थी तथा अनेकों 


पातालखण्ड ] 


* सुमतिका झत्रु्रसे नीछाचलनियासी भगवान्‌ पुरुषोत्तमकी महिमाका वर्णन « 


'डड७ 


तीर्थेकि सेवनसे उनका शरीर पवित्र हो गया था। 
महाबाहु राजा रल्लग्रीवने उन्हें देख मस्तक झुकाकर 
प्रणाम किया और असन्नचित्त होकर अर्घ्य, पाद्य आदि 
निवेदन किया ! जब ब्राह्मण सुखपूर्वक आसनपर बैठकर 
विश्राम कर चुके तो राजाने उनका परिचय जानकर इस 
प्रकार प्रश्र किया--'स्वामिन्‌ ! आज आपके दर्शनसे 
मेरै शरीरका समस्त पाप निवृत्त हो गया । वास्तवमें 
महात्मा पुरुष दीन-दुःखियोंकी रक्षाके लिये ही उनके घर 
जाते हैं। ब्रह्मन्‌ ! अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ; इसलिये मुझे 
एक बात बताइये। कौन-सा देवता अथवा कौन ऐसा 
तीर्थ है जो गर्भवासके कष्टसे बचानेमें समर्थ हो सकता 
हे ? आपलोग समाधि और ध्यानमें तत्पर रहनेवाले हैं; 
अतः सर्वज्ञॉमें श्रेष्ठ हैं।' 
ब्राह्मणने, कहा--महाराज ! आपने तीर्थ- 
सेवनके विषयमें जिज्ञासा करते हुए जो यह प्रश्न किया 
है कि किस देवताकी कृपासे गर्भवासके कष्टका निवारण 
हो सकता है? सो उसके विषयमें बता रहा हूँ, 
सुनिये--'भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीकी ही सेवा करनी 
चाहिये; क्योंकि बे ही संसाररूपी रोगका नाश करनेवाले 
हैं। खे ही भगवान्‌ पुरुषोत्तमके नामसे प्रसिद्ध हैं, उन्हींकी 
पूजा करनी चाहिये। मैंने सब पापोंका क्षय करनेवाली 
अनेकों पुरियों और नदियोंका दर्शन किया है-- 
अयोध्या, सरयू, तापी, हरिद्वार, अवन्ती, विमला, 
काझी, समुद्रगामिनी नर्मदा, गोकर्ण और करोड़ों 
इत्याओंका विनाश करनेबाला हाटकतीर्थ--इन सबका 
दर्शन पापको दूर करनेवाला है। मल्िका-नामसे 
प्रसिद्ध महान्‌ पर्वत मनुष्योंको दर्झनमात्रसे मोक्ष 
देनेवाला है तथा बह पातकोका भी नाश करनेवाला तीर्थ 
है, उसका भी मैंने दर्शन किया है। देवता और 
असुर--दोनों जिसका सेवन करते हैं, उस द्वारवती 
(द्वारकापुरी) तीर्थका भी मैंने दर्शन किया है! वहाँ 
कल्याणमयी गोमती नामकी नदी बहती है, जिसका जल 
साक्षात्‌ ब्रह्मस्वरूप है। उसमें शयन करना (डूबना) 
लय कहलाता है और मृत्युको प्राप्त होना मोक्ष; ऐसा 
श्रुतिका वचन है । उस पुरीमें निवास करनेवाले मनुष्योंपर 


कलियुग कभी अपना प्रभाव नहीं डाल पाता ! जहाँके 
पत्थर भी चक्रसे चिह्नित होते हैं, मनुष्य तो चक्रका चिह्न 
धारण करते ही हैं; वहाँके पशु-पक्षी और कीट-पतङ्ग 
आदि सबके शरीर चक्रसे अङ्कित होते हैं। उस पुरीमें 
सम्पूर्ण जगतूके एकमात्र रक्षक भगवान्‌ त्रिविक्रम निवास 
करते हैं। मुझे बड़े पुण्यके प्रभावसे उस द्वारकापुरीका 
दर्शन हुआ है। साथ ही जो सब प्रकारकी हत्याओका 
दोष दूर करनेबाला है तथा जहाँ महान्‌ पातकोंका नाश 
करनेवाला स्यमन्तपञ्चक नामक तीर्थ है, उस कुरुक्षेत्रका 
भी मैंने दर्शन किया है। इसके सिवा, मैंने खाराणसी- 
पुरीको भी देखा है, जिसे भगवान्‌ बिश्वनाथने अपना 
निवासस्थान बनाया है। जहाँ भगवान्‌ शङ्कर मुमूर्षु 
आणियोंको तारक ब्रह्मके नामसे प्रसिद्ध “राम” मन्त्रका 
उपदेश देते हैं। जिसमें मरे हुए कीट, पतङ्ग, भृङ्ग, 
पशु-पक्षी आदि तथा आसुर-योनिके प्राणी भी अपने- 
अपने कर्मेकि भोग और सीमित सुखका परित्याग करके 
दुःख-सुखसे परे हो कैलासको प्राप्त हो जाते हैं तथा जहाँ 
मणिकर्णिकातीर्थ और उत्तरवाहिनी गङ्गा हैं, जो 
पापियोका भी संसारबन्धन काट देती हैं। राजन्‌! इस 
अकार मैने अनेकों तीथाँका दर्शन किया है; परन्तु 
नीलगिरिपर भगवान्‌ पुरुषोत्तमके समीप जो महान्‌ 
आश्चर्यकी घटना देखी है वह अन्यत्र कहीं भी दृष्टिगोचर 
नहीं हुई है। 

पर्वतश्रेष्ठ नीलगिरिपर जो वृत्तान्त घटित हुआ था, 
उसे सुनिये; इसपर श्रद्धा और विश्वास करनेवाले पुरुष 
सनातन ब्रह्मको प्राप्त होते हैं। मैं सन तीर्थोमें भ्रमण 
करता हुआ नीलगिरिपर गया, जिसका आँगन सदा 
गङ्गासागरके जलसे घुलता रहता है। यहाँ पर्वतके 
शिखरपर मुझे कुछ ऐसे भील दिखायी दिये, जिनकी चार 
भुजाएँ थीं और खे धनुष धारण किये हुए थे। वे 
'फल-मूलका आहार करके वहाँ जीवन-निर्वाह करते थे, 
उस समय उन्हें देखकर मेरे मनमें यह महान्‌ सन्देह खड़ा 
हुआ कि ये घनुष-बाण धारण करनेवाले जंगली मनुष्य 
चतुर्भुज कैसे हो गये ? चैकुण्ठलोकमें निवास करनेवाले 
जितेन्द्रिय पुरुषोंका जैसा स्वरूप शास्त्रोंमें देखा जाता है 


डड८ 


» अर्चयस्व इषोकेश यदीच्छसि परं पदय्‌ + 


ड454%४८५३:४४०५७५००७७०५४४३०७५७३४५७०९७३३७५७७५५५७७४५७७७५००७५५७०४००७५७३७४४७७४ ००७ ४७७७४००७७७००० 349» ४४०: 2५५५७२५७४४ 


तथा जो ब्रह्मा आदिके लिये भी दुर्लभ है, ऐसा स्वरूप 
इन्हें कैसे प्राप्त हो गया ? भगवान्‌ विष्णुके निकट 
रहनेवाले उनके पार्षदोंके हाथ, जिस प्रकार शङ्ख, चक्र, 
गदा, झाङ्गधनुष तथा कमलसे सुशोभित होते हैं तथा 
उनके शरीरपर जैसे बनमाला शोभा पाती है, उसी प्रकार 
ये भील भी क्यों दिखायी दे रहे हैं ? इस प्रकार सन्देहमें 
चड़ जानेपर मैंने उससे पूछा--'सज्जनो ! आपलोग कौन 
है ? और यह चतुर्भुज स्वरूप आपको कैसे प्राप्त हुआ 
है ?' मेरा प्रश्न सुनकर वे लोग बहुत हँसे और कहने 
छगे--'ये महाशय ब्राह्मण होकर भी यहाँके पिण्ड- 
दानकी अद्भुत महिमा नहीं जानते।' यह सुनकर मैंने 
कहा--'कैसा पिण्ड और किसको दिया जाता है? 
चतुर्भज-दारीर धारण करनेवाले महात्माओ ! मुझे 
इसका रहस्य नताओ।' मेरी बात सुनकर उन 
महात्माओंने, जिस तरह उन्हें चतुर्भुज स्वरूपकी प्राप्ति हुई 
थी, वह सारा वृत्तान्त कह सुनाया । 
किरात बोले--आह्मण ! हमलोगोंका वृत्तान्त 
सुनो; हमारा एक बालक प्रतिदिन जामुन आदि वृक्षॉके 
फल खाता और अन्य बाळकोके साथ विचरा करता 
था। एक दिन धूमता-घामता वह यहाँ आया और 
शिशुओके साथ ही इस पर्षतके मनोहर शिखरपर चढ़ 
गया । ऊपर जाकर उसने देखा, एक अद्भुत देव-मन्दिर 
है, उसकी दीवार सोनेकी बनी हुई है। जिसमें गारुत्मत 
आदि नाना प्रकारकी मणियाँ जड़ी हुई हैं । वह अपनी 
भनोहर कान्तिसे सूर्यकी भांति अन्धकारका नाश कर रहा 
है। उसे देखकर याळकको बड़ा विस्मय हुआ और उसने 
मन~ही-मन सोचा--'यह क्या है, किसका घर है? 
जरा चलकर देखू तो सही, यह महात्माओंका कैसा 
स्थान है?” ऐसा विचारकर वह बड़भागी बालक 
मन्दिरके भीतर घुस गया । वहाँ जाकर उसने देवाधिदेव 
पुरुषोत्तमका दर्शन किया, जिनके चरणोंमें देवता और 
असुर सभी मस्तक झुकाते हैं । जिनका श्रीविग्रह किरीर, 
हार, केयूर और मैवेयक (कण्ठा) आदिसे सुशोभित 
रहता है। जो कानोंमें अत्यन्त उज्ज्वल और मनोहर 
कुण्डल धारण करते हैं। जिनके युगल चरण-कमलोपर 


तुळसीकी सुगन्धसे मतबाले हुए भैवरे मड़राया करते हैं । 
शङ्ख, चक्र, गदा और कमल आदि परिकर दिव्य शरीर 
हि ih $ 


की 


हैं तथा 
नारद आदि देवर्षि जिनके श्रीविग्रहकी सेवामें लगे रहते 
हैं, ऐसे भगवानकी उस बालकने झाँकी की। वहाँ 
भगवानकी उपासनामें लगे हुए देवताओमेंसे कुछ लोग 
गाते थे, कुछ नाच रहे थे और कुछ लोग अद्भुत रूपसे 
अट्टहास कर रहे थे। वे सभी विश्व-वन्दित भगवानको 
रिझानेमें ही लगे हुए थे! भगवानको देखकर हमारा 
बालक उनके निकट चल गया । देवताओंने अच्छी तरह 
पूजा करके श्रीरमा-वल्लभ भगवानको धूप और नैवेद्य 
अर्पण किया तथा आदरपूर्वक उनकी आरती करके 
भगवत्‌-कृपाका अनुभव करते हुए वे सब लोग 
अपने-अपने स्थानको चले गये। उस बालकके 
सौभाग्यवश वहाँ भगवानको भोग लगाया हुआ भात 
(महाप्रसाद) गिरा हुआ था, जो मनुष्योंके लिये अलभ्य 
और देवताओके लिये भी दुर्लभ है; वही उसे मिल 
गया। उसको खाकर बाल्कने भगवान्‌के श्रीविश्रहका 
दर्शन किया। इससे उसे चतुर्भुज रूपकी प्राप्ति हो गयी 


पातालखण्ड ] 


» तीर्थयात्राकी विधि एवं शालप्रामशिराकी महिमा « 


2९०७७०७७००००७०००००७५०००००००००००७००७९०५००-७७७७-०००७०००००००००००००००९००००१००१:०:०३:३:०९:३३३:१०:३३१००-३००००१००००७५५ ०७०७ 


0007 


और वह अत्यन्त सुन्दर दिखायी देने लगा । चार भुजा 
आदि भगवल्सारूप्यको प्राप्त हो शङ्घ, चक्र आदि धारण 
किये जब वह बालक घर आया तो हमलोगोंने बारम्बार 
उसकी ओर देखकर पूछा--'तुम्हार यह अद्भुत स्वरूप 
कैसे हो गया ?' तब बालक आपने आश्चर्ययुक्त वृत्तान्तका 
वर्णन करने लगा--'मैं नीलगिरिके शिखरपर गया था, 
वहाँ मैने देवाधिदेव भगवानका दर्शन किया है, नहीं 
भगवानको भोग लगाया हुआ मनोहर प्रसाद भी मुझे 
मिल गया था, जिसके भक्षण करनेमात्रसे इस समय मेरा 
ऐसा चतुर्भुज स्वरूप हो गया है। मैं स्वयं ही अपने इस 


८04446 


परिवर्तनपर विस्मय-विमुग्ध हो रहा हूँ ।' बालककी नात 
सुनकर हम सब लोगोंको बड़ा आश्चर्य हुआ और हमने 
भी इन परम दुर्लभ भगवानका दर्शन किया; साथ ही सब 
प्रकारके स्वादसे परिपूर्ण जो अन्न आदिका प्रसाद मिला, 

उसको भी खाया । उसके खाते ही भगवानकी कृपासे हम 
सब लोग चार भुजाधारी हो गये। साधुश्रेष्ठ ! तुम भी 
जाकर भगवानका दर्शन करो, वहाँ अन्नका प्रसाद ग्रहण 
करके तुम भी चतुर्भुज हो जाओगे । विप्रवर ! तुमने 
'हमलोगोंसे जो बात पूछी और जिसको कहनेके लिये हमें 
आज्ञा दी थी, वह सब वृत्तान्त हमलोगॉने कह सुनाया । 


कः ® = 
तीर्थयात्राकी विधि, राजा रत्रग्रीसकी यात्रा तथा गण्डकी नदी एवं शालप्रामशिलाकी 
महिमाके प्रसंगमें एक पुल्कसव्की कथा 


ब्राह्मण कहते हैं-राजन्‌! भीलेकि ये अद्भुत 
वचन सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, साथ ही मैं बहुत 
प्रसन्न भी हुआ । पहले गङ्गा-सागर-संगममें स्नान करके 
मैंने अपने शरीरको पवित्र किया । फिर मणियों और 
माणिक्योंसे चित्रित नीलाचलके शिखरपर चढ़ गया। 
महाराज ! वहाँ जाकर मैंने देवता आदिसे चन्दित 
भगकान्‌का दर्शन किया और उन्हें प्रणाम करके कृतार्थ हो 
गया ! भगवानका प्रसाद ग्रहण करनेसे मुझे शङ्ख, चक्र 
आदि चिहोसे सुशोभित चतुर्भुज स्वरूपकी प्राप्ति हुई! 
पुरुषोत्तमके दर्शनसे पुनः मुझको गर्भमें नहीं प्रवेश करना 
पड़ेगा । राजन्‌ ! तुम भी शीघ्र ही नीलाचलको जाओ और 
गर्भवासके दुःखसे छूटकर अपने आत्माको कृतार्थ करो । 

उन परम बुद्धिमान्‌ श्रेष्ठ ब्राह्मणके वचन सुनकर 
राजा रल्ग्रीबका सारा शरीर पुलकित हो गया और 
उन्होंने मुनिसे तीर्थयात्राकी विधि पूछी । 

तब ब्राह्मणने कहा- राजन्‌ ! तीर्थयात्राकी 
उत्तम विधिका वर्णन आरम्भ करता हूँ, सुनो; इससे 
देव-दानवबन्दित भगवानकी प्राप्ति हो जाती है । मनुष्यके 


शारीरमें झुरियाँ पड़ गयी हों, सिरके बाल पक गये हों 
अथवा वह अभी नौजवान हो, आयी हुई मौतको-कोई 
नहीं टाल सकता; ऐसा समझकर भगवानकी इारणमें 
जाना चाहिये ।* भगवानके कीर्तन, श्रबण-वन्दन तथा 
'पूजनमें ही अपना मन लगाना चाहिये । स्त्री, पुत्रादि, अन्य 
संसारी वस्तुओमें नहीं, यह सारा प्रपञ्च नाशवान्‌, क्षणभर 
'रहनेवाला तथा अत्यन्त दुःख देनेवाला है, परन्तु भगवान्‌ 
जन्म, मृत्यु और जरा--तीनो ही अवस्थाओंसे परे हैं, वे 
भक्ति-देवीके प्राणवल्लभ और अच्युत (अविनाशी) 
हैं--एऐसा विचारकर भगवानका भजन करना उचित है । 
मनुष्य काम, क्रोध, भय, द्वेष, लोभ और दम्भसे अथवा 
जिस किसी अकारसे भी यदि भगवानका भजन करे तो 
उसे दुःख नहीं भोगना पड़ता। भगवानका ज्ञान होता है 
पापरहित साधुसंग करनेसे; साधु वे ही हैं जिनकी कृपासे 
मनुष्य संसारके दुःखसे छुटकारा पा जाते हैं । महाराज ! 
काम और लोभसे रहित तथा यीतराग साधु पुरुष जिस 
विषयका उपदेश देते हैं, बह संसार-बन्धनकी निवृत्ति 
'करनेवाला होता है? । तीथेमिं श्रीरामचन्द्रजीके भजनमें 


* बल्मेपलितदेहो चा यौवनेनार्वितोऽपि वा । जञात्वा मृत्युमनिस्तीय हरिं झारणमात्रजेत्‌ ॥ (१९ । १०) 
† स हरिज्ञीयते साधुसंगमात्‌ पापवर्जितात्‌। येषां कृपातः पुरुषा भवन्त्यसुखवर्जिताः ॥ 


ते साधबः झान्तयगाः कामलोभविवर्जिता: । न्रुमन्ति यन्महाराज 


तत्संसारनिवर्तकम्‌॥ (१९ । १४-१५) 


है 


&3*९००४४&७७०४$७७०४००७। 


» अर्चयस्व हषीकेश यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


लगे हुए साधु पुरुष मिलते हैं, जिनका दर्शन मनुष्यॉकी 
पापराशिको भस्म करनेके लिये अग्निका काम देता है; 
इसलिये संसार-बन्धनसे डरे हुए मनुष्योंको पवित्र 
जलवाले तीर्थोमि, जो सदा साथु-महात्माओंके 
सहवाससे सुशोभित रहते हैं, अवश्य जाना चाहिये। 
नृपश्रेष्ठ! यदि तीर्थोका विधिपूर्वक दर्शन किया 
जाय तो वे पापका नाश कर देते हैं, अब तीर्थसेषनकी 
विधिका श्रवण करो। पहले स्त्री, पुत्रादि कुटुम्बको 
मिथ्या समझकर उसको ओरसे अपने मनमें वैराग्य 
उत्पन्न करे और मन-ही-मन भगवानका स्मरण करता 
रहे। तदनन्तर 'राम-राम' की रट लगाते हुए तीर्थयात्रा 
आरम्भ करे, एक कोस जानेके पश्चात्‌ वहाँ तीर्थ (पवित्र 
जलाशय) आदिमें ज्रान करके क्षौर करा डाले । यात्राकी 
विधि जाननेवाले पुरुषके लिये ऐसा करना नितान्त 
आवश्यक है। तीर्थोकी ओर जाते हुए मनुष्योके पाप 
उसके बालोपर ही स्थित रहते हैं, अतः उनका मुण्डन 
अवश्य करावे! उसके बाद बिना गाँठका डंडा, 
कमण्डलु और मृगचर्म धारण करे तथा लोभका त्याग 
करके तीर्थोपयोगी वेष अना ले। विधिपूर्वक यात्रा 
करनेवाले मनुष्योको विशेषरूपसे फलकी प्राप्ति होती है, 
इसलिये पूर्ण प्यत्र करके तीर्थयात्राकी विधिका पालन 
करे। जिसके दोनों हाथ, दोनों पैर तथा मन अपने बशमें 
होते हैं तथा जिसके भीतर विद्या, तपस्या और कीर्ति 
रहती है, बही तीर्थके वास्तविक फलका भागी होता 
है ।* “हरे कृष्ण हरे कृष्ण भक्तघत्सल गोपते । शारण्य 
भगवन्‌ विष्णो मां पाहि बहुसंसृतेः'† (१९।२५) 
जिह्नासे इस मन्त्रका पाठ तथा मनसे भगवानका स्मरण 
करते हुए पैदल ही तीर्थकी यात्रा करनी चाहिये; तभी 
नह महान्‌ अभ्युदयका साधक होता है। जो मनुष्य 
सवारीसे यात्रा करता है उसका फल सवारी ढोनेवाले 
आणीके साथ बराबर-बराबर बँट जाता है । जूता पहनकर 
जानेवालेको चौथाई फल मिलता है और बैलगाड़ीपर 


जानेबाले पुरुषको गोहत्या आदिका पाप लगता है) जो 
अनिच्छासे भी तीर्थयात्रा करता है, उसे उसका आधा 
फल मिल जाता है तथा पापक्षय भी होता ही है; किन्तु 
विधिके साथ तीर्थदर्शन करनेसे विशेष फलकी प्राप्ति 
होती है [यह ऊपर बताया जा चुका है] । इस प्रकार 
मैने थोड़ेहीमें यह तीर्थकी विधि नतायी है, इसका 
विस्तार नहीं किया है। इस विधिका आश्रय लेकर तुम 
पुरुषोत्तमका दर्शन करनेके लिये जाओ। महाराज ! 
भगवान्‌ प्रसन्न होकर तुम्हें अपनी भक्ति प्रदान करेंगे, 
जिससे एक ही क्षणमें तुम्हारे संसार-बन्धनका नाश हो 
जायगा। नशश्ेष्ठ ! तीर्थयात्राकी यह विधि सम्पूर्ण 
पातकोंका नाश करनेवाली है, जा इसे सुनता है बह 
अपने सारे भयङ्कर पापोंसे छुटकारा पा जाता है। 
सुमति कहते हैं--सुमित्रानन्टन ! ब्राह्मणकी यह 
बात सुनकर राजा रलग्रीवने उनके चरणोंमें प्रणाम 
किया । उस समय पुरुषोत्तमतीर्थके दर्शनकी उत्कण्ठासे 
उनका चित्त विह्वल हो रहा था। राजाके मन्त्री मन्त्रज्ञॉमें 
श्रेष्ठ और अच्छे स्वभावके थे। राजाने समस्त 
पुरवासियोंको तीर्थयात्राकी इच्छासे साथ ले जानेका 
विचार करते हुए अपने मन्त्रीको आज्ञा दी--'अमात्य ! 
तुम नगरके सब लोगोंको मेरा यह आदेश सुना दो कि 
सबको भगवान्‌ पुरुषोत्तमके चरणारविन्दोका दर्शन 
करनेके लिये चलना हैं। मेरे नगरमें जो श्रेष्ठ मनुष्य 
निवास करते हैं तथा जो लोग मेरी आज्ञाका पालन 
करनेवाले हैं वे सब मेरे साथ ही यहाँसे निकलें । उन 
पुत्रोसे तथा सदा अनीतिमें लगे रहनेवाले बन्धु- 
बान्धवोंसे क्या लेना है, जिन्होंने आजतक अपने नेत्रोंसे 
पुण्यदायक पुरुषोत्तमका दर्शन नहीं किया ? जिनके पुत्र 
और पौत्र भगवान्‌की शरणमें नहीं गये, उनकी खे सन्ताने 
सूकरोंके झुंडके समान हैं। मेरी प्रजाओ ! जो भगवान्‌ 
आपना नाम लेनेमात्रसे सबको पवित्र कर देनेकी शक्ति 
रखते हैं, उनके चरणोंमें शीघ्र मस्तक झुकाओ ।' 


* यस्य हस्तौ च पादौ च भनश्चैन सुसंहितम्‌। विद्यातपश्च 


कीर्तिश्च स तोीर्थफलमश्चुते॥ (१९ । २४) 


† हरे कृष्ण ! भक्तवत्सल गोपाल ! सबको झरण देनेवारे भगवन्‌ ! विष्णो ! मुझे अनेकों जन्मोंके चकरमें पडनेसे बचाइये। 


पातालखण्ड ] 


» तीर्थयात्राकी विधि एवं शालग्रामझिलाकी महिमा » 


४५१ 


4५&७०४५७५५७०७७०५५७०५७४७०५७५५७७»०»४»७४०००५५०७४००७ ४५७४3 &*७»»»४»»»४»»४४&»&४»&* 55४ #४%५००७७७४७४५5&##* Ne ७४५५५५७८४७५७७५० ७७०७५७०४७५ ५८७७५७८३७७ ७ ४23» 5» *४“#*४#£%५०»४४:5 5559: #8. 


राजाका यह मनोहर वचन भगवानके गुर्णोसे गुँथा 

हुआ था। इसे सुनकर सत्यनामवाले प्रधान मन्त्रीको 
बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने हाथीपर बैठकर ढिंढोरा पीटते 
हुए सारे नगरमें घोषणा करा दी। तीर्थयात्राकी इच्छासे 
महाराजने जो आज्ञा दी थी उसके अनुसार सब प्रजाको 
यह आदेश दिया--'पुरबासियो ! आप सब लोग 
महाराजके साथ तुरंत नीलगिरिको चलें और सब पापोके 
हरनेवाले पुरुषोत्तम भगवानका दर्शन करें। ऐसा करके 
आपलोग समस्त संसार-समुद्रको अपने लिये गायकी 
खुरके समान बना लें। साथ ही सब लोग अपने-अपने 
शरीरको शङ्घ, चक्र आदि चिह्ोंसे विभूषित करेँ।' इस 
प्रकार प्रधान सचिजमे, जो श्रीरघुनाथजीके चरणोंका 
ध्यान करनेके कारण अपने शोक-सन्तापको दूर कर चुके 
थे, राजा रलग्रीवके अद्भुत आदेशकी सर्वत्र घोषणा करा 
दी। उसे सुनकर सारी प्रजा आनन्द-रसमें निमग्न हो 
गयी । सबने पुरुषोत्तमका दर्शन करके अपना उद्धार 
करनेका निश्चय किया । पुरबासी ब्राह्मण सुन्दर वेष घारण 
करके राजाको आशीर्वाद और वरदान देते हुए दिष्योंके 
साथ नगरसे बाहर निकले, क्षत्रियवीर धनुष धारण 
करके चले और वैश्य नाना अकारकी उपयोगी वस्तुएँ, 
लिये आगे बढ़े | शूद्र भी संसार-सागरसे उद्धार पानेकी 
बात सोचकर पुलकित हो रहे थे। धोनी, चमार, शहद 
बेचनेवाले, किरात, मकान बनानेवाले कारीगर, दर्जी, 
पान बेचनेबाले, तबला बजानेबाले, नाटकसे जीविका 
निभानेबाले नट आदि, तेली, बजाज, पुराणकी कथा 
सुनानेवारे सूत, मागध तथा बन्दी--ये सभी हर्षमें 
भरकर राजधानीसे बाहर निकले । वैद्य-वृत्तिसे जीविका 
चलानेवाले चिकित्सक तथा भोजन बनाने और स्वादिष्ट 
रसोंका ज्ञान रखनेवाले रसोइये भी महाराजकी प्रशंसा 
करते हुए पुरीसे बाहर निकले। राजा रल्ल्रीवने भी 
प्रातःकाल सन्ध्योपासन आदि करके शुद्ध अन्तःकरण- 
बाले ब्राह्मण देवताको, जो तपस्वियॉमें श्रेष्ठ थे, 
अपने पास खुलाया और उनकी आज्ञा लेकर वे नगरसे 
बाहर निकले। आगे-आगे राजा थे और पीछे-पीछे 
पुरवासी मनुष्य । उस समय बे ताराओंसे घिरे हुए 


चन्द्रमाकी भाँति शोभा पा रहे थे। एक कोस जानेके बाद 
उन्होंने विधिके अनुसार मुण्डन कराया और दण्ड, 
कमण्डलु तथा सुन्दर मृग-चर्म धारण किये । इस प्रकार 
वे महायशस्वी राजा उत्तम वेषसे युक्त होकर भगवानके 
ध्यानमें तत्पर हो गये और उन्होंने अपने मनको काम- 
क्रोधादि दोषॉसे रहित बना लिया । उस समय भिन्न-भिन्न 
बाजोंको बजानेवाले लोग बारंबार दुन्दुभि, भेरी, आनक, 
पणव, शाङ्घ और वीणा आदिकी ध्वनि फैला रहे थे! 
सभी यात्री यही कहते हुए आगे बढ़ रहे थे कि “समस्त 
दुःखोंको दूर करनेवाले देवेश्वर ! आपकी जय हो, 
पुरुषोत्तम नामसे प्रसिद्ध परमेश्वर ! मुझे अपने स्वरूपका 
दर्शन कराइये ।' 

तदनन्तर जब महाराज रल्रग्रीन सब लोगोंके साथ 
यात्राके लिये चल दिये तो मार्गमें उन्हें अनेकों स्थानोपर 
महान्‌ सौभाग्यशाली वैष्णवोंके द्वारा किया जानेवाला 
श्रीकृष्णका कीर्तन सुनायी पड़ा । जगह-जगह गोविन्दका 
गुणगान हो रहा था--'भक्तोंकी शरण देनेवाले 
पुरुषोत्तम ! लक्ष्मीपते ! आपकी जय हो ।' काञ्चीनरेश 
यात्राके पथमें अनेकों अभ्युदयकारी तीर्थोका सेवन और 
दर्शन करते तथा तपस्वी ब्राह्मणके मुखसे उनकी महिमा 
भी सुनते जाते थे। भगवान्‌ विष्णुसे सम्बन्ध रखनेवाली 
अनेकों प्रकारकी बिचित्र बातें सुननेसे राजाका भलीभाँति 
मनोरञ्जन होता था और वे मार्गके बीच-बीचमें अपने 
गायकोंद्वारा महाविष्णुकी महिमाका गान कराया करते 
थे । महाराज रल्रग्रीव बड़े बुद्धिमान्‌ और जितेन्द्रिय थे, 
चे स्थान-स्थानपर दीनों, अंधों, दुःखियों तथा पङ्गुआँको 
उनकी इच्छाके अनुकूल दान देते रहते थे। साथ आये 
हुए सब लोगोंके सहित अनेकों तीर्थोमें स्नान करके वे 
अपनेको निर्मल एवं भव्य बना रहे थे और भगवानका 
ध्यान करते हुए आगे बढ़ रहे थे। जाते-जाते महाराजने 
अपने सामने एक ऐसी नदी देखी जो सन पापोंको दूर 
करनेवाली थी। उसके भीतरके पत्थर (शालग्राम) 
चक्रके चिहसे अङ्कित थे । वह मुनियोंके हृदयकी भांति 
स्वच्छ दिखायी देती थी। उस नदीके किनारे अनेकों 
महर्षियोके समुदाय कई पङ्क्तियोमे बैठकर उसे 


* अर्चयस्व हषीकेशे यदीच्छसि परं पदम्‌ « 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


सुशोभित कर रहे थे। उस सरिताका दर्शन करके 
महाराजने धर्मक ज्ञाता तपस्वी ब्राह्मणसे उसका परिचय 
पूछा; क्योंकि वे अनेकों तीथॉकी विशेष महिमाके ज्ञानमें 
बढ़े-चढ़े थे। राजाने प्रश्र किया--'स्वामिन्‌ ! 
महर्षि-समुदायके द्वारा सेवित यह पवित्र नदी कौन 
है? जो अपने दर्शनसे मेरे चित्तमें अत्यन्त आहाद 
उत्पन्न कर रही है।' बुद्धिमान्‌ महाराजका यह बचन 
सुनकर विद्वान्‌ ब्राह्मणने उस तीर्थका अद्भुत माहात्म्य 
बतलाना आरम्भ किया। 
ब्राह्मणने कहा--राजन्‌ ! यह गण्डकी नदी है 
(इसे शालग्रामी और नारायणी भी कहते हैं], देवता 
और असुर सभी इसका सेवन करते हैं। इसके पावन 
जलकी उत्ताल तरङ्गै राशि-राशि पातकोंको भी भस्म कर 
डालती हैं। यह अपने दर्शनसे मानसिक, स्पर्शसे 
कर्मजनित तथा जलका पान करनेसे वाणीद्वारा होनेवाले 
पापोंके समुदायको दग्ध करती है । पूर्वकालमें प्रजापति 
ब्रह्माजीन सब प्रजाको विशेष पापमें लिप्त देखकर अपने 
गण्डस्थल (गाल) के जलकी बुँदोंसे इस पापनाशिनी 
नदीको उत्पन्न किया । जो उत्तम लहरोंसे सुशोभित इस 
पुण्यसलिल्त्र नदीके जलका स्पर्श करते हैं, वे मनुष्य 
पापी हों तो भी पुनः माताके गर्भमें प्रवेश नहीं करते। 
इसके भोतरसे जो चक्रके चिह्लोंद्रारा अलङ्कत पत्थर 
प्रकट होते हैं, वे साक्षात्‌ भगवानके ही विग्रह हें-- 
भगवान्‌ ही उनके रूपमें प्रादुर्भूत होते हैं। जो मनुष्य 
अतिदिन चक्रके चिहसे युक्त शाळग्रामरिलाका पूजन 
करता है बह फिर कभी माताके उदरमें प्रवेश नहीं 
करता। जो बुद्धिमान्‌ श्रेष्ठ झालग्रामशिलाका पूजन 
करता है, उसको दम्भ और लोभसे रहित एवं सदाचारी 
होना चाहिये। परायी स्त्री और पराये धनसे मुँह मोड़कर 
यल्नपूर्वक चक्राङ्कित झाळग्रामका पूजन करना चाहिये । 
द्वारकामें लिया हुआ चक्रका चिह्न और गण्डकी नदीसे 
उत्पन्न हुई झालग्रामकी शिला--ये दोनों मनुष्योकि सौ 
जन्मॉके पाप भो एक ही क्षणमें हर लेते हैं। हजारों 
पापोंका आचरण करनेवाला मनुष्य क्यों न हो, 
झालआमहिलाका चरणामृत पीकर तत्काल पवित्र हो 


सकता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा वेदोक्त मार्गपर 
स्थित रहनेवाला शूद्र गृहस्थ भी शालग्रामकी पूजा करके 
मोक्ष प्राप्त कर सकता है। परन्तु ख्रीको कभी 
झालग्रामशिल्ाका पूजन नहीं करना चाहिये | विधवा हो 
या सुहागिन, यदि वह स्वर्गलोक एबं आत्मकल्याणकी 
इच्छा रखती है तो शालमामशिलाका स्पर्श न करे । यदि 
मोहवश उसका स्पर्श करती है तो अपने किये हुए पुण्य- 
समूहका त्याग करके तुरंत नरकमें पड़ती है। कोई 
कितना ही पापाचारी और ब्रह्महत्यारा क्यों न हो, 
झालग्रामझिलाको स्त्रान कराया हुआ जल (भगवानका 
चरणामृत) पी लेनेपर परमगतिको प्राप्त होता है । 
भगवानको निवेदित तुलसी, चन्दन, जल, शङ्ख, घण्टा, 
चक्र, शालआमशिला, ताम्रपात्र, श्रीविष्णुका नाम तथा 
उनका चरणामृत--ये सभी वस्तुएँ पावन हैं । उपर्युक्त नौ 
वस्तुओकि साथ भगवानका चरणामृत पापराशिको दग्ध 
करनेवाला है । ऐसा सम्पूर्ण शाख्रोंके अर्थको जाननेवाले 
झान्तचित्त महर्षियॉका कथन है । राजन्‌ ! समस्त तीर्थोमें 
स्नान करनेसे तथा सब प्रकारके यज्ञोंद्वारा भगवानका 
पूजन करनेसे जो अदभुत पुण्य होता है, बह भगवानूके 
चरणामृतकी एक-एक बूँदमें प्राप्त होता है। 

[चार, छः, आठ आदि] समसंख्यामें शालग्राम 
मूर्तियोंकी पूजा करनी चाहिये । परन्तु समसंख्यामें दो 
शालग्रामोकी पूजा उचित नहीं है | इसी प्रकार 
विषमसंख्यामें भी शालआममूर्तियॉंकी पूजा होती है, 
किन्तु विषममें तीन शाळग्रामॉकी नहीं । द्वारकाका चक्र 
तथा गण्डकी नदीके शालग्राम--इन दोनोंका जहाँ 
समागम हो, वहाँ समुद्रगामिनी गङ्गाकी उपस्थिति मानी 
जाती है । यदि शालआमशिलाएँ रूखी हों तो वे पुरुषोंको 
आयु, लक्ष्मी और उत्तम कीर्तिसे वञ्चित कर देती हैं; 
अतः जो चिकनी हों, जिनका रूप मनोहर हो, उन्हीँका 
पूजन करना चाहिये । वे लक्ष्मी प्रदान करती हैं। पुरुषको 
आयुकी इच्छा हो या धनकी, यदि वह झालग्राम- 
शिलाका पूजन करता है तो उसकी ऐहलौकिक और 
पारलौकिक--सभी कामनाएँ पूर्ण हो जाती हैं। राजन्‌ ! 
जो मनुष्य बड़ा भाग्यवान्‌ होता है, उसीके प्राणान्तके 


'पातालखण्ड ] 


» तीर्थयात्राकी विधि एवं 'शालग्रापशित्लाकी महिमा « 


४५३ 


समय जिह्वापर भगवानका पवित्र नाम. आता है और 
उसीकी छातीपर तथा आसपास झालग्रामशिला मौजूद 
रहती है। आणोके निकलते समय अपने विश्वास या 
भावनामें ही यदि शालग्रामशिलाकी स्फुरणा हो जाय तो 
उस जीवकी निःसन्देह मुक्ति हो जाती है। पूर्वकालमें 
भगवानमे बुद्धिमान्‌ राजा अम्बरीषसे कहा था कि 
“ब्राह्मण, संन्यासी तथा चिकनी झालग्रामशिला--ये 
तीन इस भूमण्डलपर मेरे स्वरूप हैं। पापियॉका पाप 
नाश करनेके लिये मैने ही ये स्वरूप धारण किये हैं।' 
जो अपने किसी प्रिय व्यक्तिको शालग्रामकी पूजा 
करनेका आदेश देता है वह स्वयं तो कृतार्थ होता ही है, 
अपने पूर्वजोंको भी शीघ्र ही जैकुण्ठमें पहुँचा देता है । 
इस विषयमें काम-क्रोधसे रहित वीतराग महर्षिगण 
एक प्राचीन इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं। पूर्व- 
कालकी बात है, धर्मशून्य मगधदेशमें एक पुल्कस- 
जातिका मनुष्य रहता था, जो लोगोंमें दाबरके नामसे 
असिद्ध था। सदा अनेकों जीव-जन्तुओंकी हत्या करना 
और दूसरोंका घन टूटना, यही उसका काम था । राग-द्वेष 
और काम-क्रोधादि दोप सर्वदा उसमें भरे रहते थे । एक 
दिन चह व्याध समस्त प्राणियॉको भय पहुँचाता हुआ घूम 
रहा था, उसके मनपर मोह छाया हुआ था; इसलिये वह 
इस बातको नहीं जानता था कि उसका काल समीप आ 


पहुँचा है । यमराजके भयङ्कर दूत हाथोंमें मुद्रर और पाश | 


लिये वहाँ पहुंचे । उनके ताँबे-जैसे ल्राल-लाळ केश, 
बड़े-बड़े नख तथा लंबी-लेबी दाढ़ें थीं। वे सभी 
'काले-कलूटे दिखायी देते थे तथा हाथोंमें लोहेकी साँकलें 
लिये हुए थे। उन्हें देखते ही आणियोंको मूर्च्छा आ 
जाती थी! यहाँ पहुँचकर वे कहने लगे--*सम्पूर्ण 
जीवॉको भय पहुँचानेबाले इस पापीको बाँध लो।' 
तदनन्तर सन यमदूत उसे लोहेके पाशसे बाँधकर 
बोले---'दुष्ट ! दुयत्मा ! तूने कभी मनसे भी शुभकर्म नहीं 
किये; इसलिये हम तुझे रौरव-नरकमें डालेंगे । जन्मसे 
लेकर अबतक तूने कभी भगवानकी सेवा नहीं की। 
समस्त पापोंको दूर करनेवाले श्रीनारायणदेचका कभी 
स्मरण नहीं किया; अतः धर्मराजकी आज्ञासे हम तुझे 


बारंबार पीरते हुए लोहक, कुम्भीपाक अथवा अतिरौरव 
नरकमें ले जायेंगे।' ऐसा कहकर यमदूत ज्यों ही उसे ले 
जानेको उद्यत हुए त्यों ही महाविष्णुके चरणकमलोंकी 
सेवा करनेवाले एक भक्त महात्मा वहाँ आ पहुँचे । उन 
चैष्णत्र महात्माने देखा कि यमदूत पाझ, मुद्र और दण्ड 
आदि कठोर आयुध धारण किये हुए हैं तथा पुल्कसको 
लोहेकी साँकलॉसे बाँधकर ले जानेको उद्यत हैं। 
भगवद्भक्त महात्मा बड़े दयालु थे। उस समय 
पुल्कसकी अवस्था देखकर उनके हृदयमें अत्यन्त करुणा 
भर आयी और उन्होंने मन-ही-मन इस प्रकार विचार 
किया--यह पुल्कस मेरे समीप रहकर अत्यन्त कठोर 
यातनाको प्राप्त न हो, इसलिये मैं अभी यमदूतॉंसे इसको 
छुटकारा दिलाता हूँ।' ऐसा सोचकर वे कृपालु मुनीश्वर 
हाथमें शालप्रामशिला लेकर पुल्कसके निकट गये और 
भगवान्‌ शालग्रामका पवित्र चरणामृत, जिसमें तुलसीदल 
भी मिला हुआ था, उसके मुखमें डाल दिया। फिर 


! (( 


है? क A 
उसके कानमें उन्होंने राम-नामका जप किया, मस्तकपर 
तुलसी रखी और छातीपर महाविष्णुकी झालम्रामशिलां 
रखकर कहा--'यातना देनेवाले यमदूत यहाँसे चले 


डप 


* अर्चयस्व हवीकेशं यदीच्छसि परे पदम्‌ « 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


जाये । शालआमशिलाका स्पर्श इस पुल्कसके महान्‌ 
पातकको भस्म कर डाले !' वैष्णव महात्माके इतना 
कहते हो भगवान्‌ विष्णुके पार्षद, जिनका स्वरूप बड़ा 
अद्भुत था, उस पुल्कसके निकट आ पहुँचे; 
'शालप्रामकी शिलाके स्पर्शसे उसके सारे पाप नष्ट हो 
गये थे । बे पार्षद पीताम्बर धारण किये शङ्क, चक्र, गदा 
और पद्मसे सुशोभित हो रहे थे। उन्होंने आते ही उस 
दुःसह लोहपाशसे पुल्कसको भुक्त कर दिया। उस 
'महापापीको छुटकारा दिलानेके बाद वे यमदूतोंसे 
नोले--'तुमलोग किसकी आज्ञाका पालन करनेवाले 
हो, जो इस प्रकार अधर्म कर रहे हो ? यह पुल्कस तो 
वैष्णव है, इसने पूजनीय देह धारण कर रखा है, फिर 
किसलये तुमने इसे बन्धनमें डाला था ?' उनकी बात 
सुनकर यमदूत बोले--'यह पापी है, हमलोग 
धर्मराजकी आश्षासे इसे ले जानेको उद्यत हुए हैं, इसने 
कभी मनसे भी किसी भाणीका उपकार नहीं किया है। 
इसने जीवहिंसा जैसे बड़े-बड़े पाप किये हैं। तीर्थ- 
यात्रियॉको तो इसने अनेकों बार लूटा है। यह सदा 
परायी स्खियोंका सतीत्व नष्ट करनेमें ही लगा रहता था। 
सभी तरहके पाप इसने किये हैं; अतः हमलोग इस 
पापीको ले जानेके दद्देश्यसे ही यहाँ उपस्थित हुए 
हैं। आपलोगॉंने सहसा आकर क्यों इसे बन्धनसे मुक्त 
कर दिया ?' 
चिष्णुदूत बोले--यमदूतो ! ब्रह्महत्या आदिका 
पाप हो या करोड़ों प्राणियोंके बध करनेका, शालग्राम- 
झिलाका स्पर्श सबको क्षणभरमें जला डालता है। 
जिसके कानोंमें अकस्मात्‌ भी रामनाम पड़ जाता है, 
उसके सारे पापोंको बह उसी प्रकार भस्म कर डालता है, 


जैसे आगकी चिनगारी रूईको ।* जिसके मस्तकपर 
तुलसी, छातीपर झालग्रामकी मनोहर शिला तथा मुख या 
कानमें रामनाम हो वह तत्काल मुक्त हो जाता है । इस 
पुल्कसके मस्तकपर भी पहलेसे ही तुलसी रखी हुई है, 
इसकी खातीपर शालप्रामकी शिल्ग है तथा अभी तुरंत ही 
इसको श्रीरामका नाम भी सुनाया गया है; अतः इसके 
पापोंका समूह दग्ध हो गया और अब इसका शरीर पवित्र 
हो चुका है। तुमलोगोंको झालम्रामशिलाकी महिमाका 
ठीक-ठीक ज्ञान नहीं है; यह दर्शन, स्पर्श अथवा पूजन 
करनेपर तत्काल ही सारे पारपोको हर लेती है। 

इतना कहकर भगवान्‌ निष्णुके पार्षद चुप हो गये । 
'यमदूतोंने लौटकर यह अद्भुत घटना धर्मराजसे कह 
सुनायी तथा श्रीरघुनाथजीके भजनमें लगे रहनेवाले वे 
वैष्णव महात्मा भी यह सोचकर कि “यह यमराजके 
पाशसे मुक्त हो गया और अब परमपदको प्राप्त होगा' 
बहुत प्रसन्न हुए। इसी समय देवलोकसे बड़ा ही 
मनोहर, अत्यन्त अद्भुत और उज्ज्वल बिमान आया तथा 
वह पुल्कस उसपर आरूढ हो बड़े-बड़े पुण्यवानोंद्वारा 
सेवित स्वर्गलोकको चला गया। वहाँ प्रचुर भोगोंका 
उपभोग करके वह फिर इस पृथ्वीप आया और 
काशीपुरीके भीतर एक शुद्ध ब्राह्मणवंशमें जन्म लेकर 
उसने विश्वनाथजीकी आराधना की एवं अन्तमें 
परमपदको प्राप्त कर लिया । वह पुल्कस पापी था तो भी 
साधु-संगके प्रभावसे शालग्रामझिलाका स्पर्श पाकर 
यमदूतोकी भयङ्कर पीड़ासे मुक्त हो परमपदको पा गया। 
राजन्‌ ! यह मैंने तुम्हें शाळग्रामदिलाके पूजनकी महिमा 
बतलायी है, इसका श्रवण करके मनुष्य सन पापॉसे छूट 
जाता और भोग तथा मोक्षको प्राप्त होता है। 


CT 


क रामेति नाम यच्छेत्रे विश्रम्पादागत यदि | करोति पापसंदाहं तूले वहिकणो यथा॥ (२०।८०) 


पातालखण्ड } 


+ राजा रत्नप्रीबका भगवानका दर्शन करके रानी आदिके साथ वैकुण्ठको जाना « 


१४५५ 


3**8**«४००५०७५५७००००८००००० ००७७७» ७७४ ७४७७ »%&% ७००० »००००००७०७५०+५७०»०७»०७७७७७७&» ० ९९५०७०:4००००००१००००९३:4:०:९०११००००. 


राजा रल्नग्रीवका नीलपर्वतपर भगवानका दर्शन करके रानी आदिके साथ वैकुण्ठको 
जाना तथा झत्रुघ्रका नीलपर्वतपर पहुँचना 


सुमति कहते है--सुमित्रानन्दन ! गण्डकी 
नदीका यह अनुपम माहात्म्य सुनकर राजा रलग्रीवने 
अपनेको कृतार्थ माना । उन्होंने उस तीर्थमें स्नान करके 
अपने समस्त पितरोंका तर्पण किया। इससे उनको बड़ा 
हर्ष हुआ। फिर शालग्रामशिलाकी पूजाके उद्देश्यसे 
उन्होंने गण्डकी नदीसे चौबीस शिलाएँ ग्रहण कीं और 
चन्दन आदि उपचार चढ़ाकर बड़े प्रेमसे उनकी पूजा 
की । तत्पश्चात्‌ वहाँ दीनों और अंधोंको विशेष दान देकर 
राजाने पुरुषोत्तममन्दिरको जानेके लिये प्रस्थान किया। 
इस प्रकार क्रमशः यात्रा करते हुए जे उस तीर्थमें पहुँचे, 
जहाँ गङ्गा और समुद्रका सङ्गम हुआ है । वहाँ जाकर 
उन्होंने ब्राह्मणोंसे प्रसन्नतापूर्वक पूछा--'स्वामिन्‌ ! 
बताइये, नीलाचल यहाँसे कितनी दूर है ? जहाँ साक्षात्‌ 
भगवान्‌ पुरुषोत्तम निवास करते हैं तथा देवता और 
असुर भी जिनके सामने मस्तक नवाते हँ ।' 

उस समय तपस्वी ब्राह्मणको बड़ा आश्चर्य हुआ। 
उन्होंने राजासे बड़े आदरके साथ कहा--'राजन्‌ ! 
नीलपर्वतका विश्ववन्दित स्थान है तो यही; किन्तु न जाने 
बह हमें दिखायी क्यों नहीं देता ।' वे बारंबार इस बातको 
दुहराने लगे कि 'नीलाचलका वह स्थान, जो महान्‌ 
पुण्यफल प्रदान करनेवाला है तथा जहाँ भगवान्‌ 
पुरुषोत्तमका निवास है, यही है। उसका दर्शन क्यों नहीं 
होता ? यह बात समझमें नहीं आती । इसी स्थानपर मैंने 
स्नान किया था, यहीं मुझे वे भील दिखायी दिये थे और 
इसी मार्गसे मैं पर्वतके ऊपर चढ़ा था ।' यह बात सुनकर 
राजाके मनमें बड़ी व्यथा हुई, वे कहने लगे 
“विप्रवर ! मुझे पुरुषोत्तमका दर्शन कैसे होगा ? तथा 
बह नीलपर्वत कैसे दिखायी देगा? मुझे इसका कोई 
उपाय बताइये।' तब तपस्वी ब्राह्मणने विस्मित होकर 
कहा--'राजन्‌ ! हमलोग गङ्गासागर-सङ्गममें स्त्रान 
करके यहाँ तबतक ठहरे रहें जबतक कि नीलाचलका 
दर्शन न हो जाय। भगवान्‌ पुरुषोत्तम पापहारी कहलाते 


हे! वे भक्तवत्सल नाम धारण करते हैं; अतः 
हमलोगोँपर शीघ्र ही कृपा करेंगे। के देवाधिदेवोकि भी 
शिरोमणि हैं, अपने भक्तोंका कभी परित्याग नहीं करते । 
अबतक उन्होंने अनेकों भक्तोंकी रक्षा की है, इसलिये 
महामते ! तुम उन्हींका गुणगान करो ।' ब्राह्मणकी बात 
सुनकर राजाने व्यथित चित्तसे गङ्गा-सागर-सङ्गममें स्नान 
किया । इसके बाद उन्होने उपवासका व्रत लिया । 'जन 
भगवान्‌ पुरुषोत्तम दर्शन देनेकी कृपा करेंगे तभी उनकी 
पूजा करके भोजन करूँगा, अन्यथा निराहार ही रहुँगा ।' 
ऐसा नियम करके वे गङ्गासागरके तटपर बैठ गये और 
भगवानका गुणगान करते हुए उपवासत्रतका पालन 
करने लगे । 

राजा खोले--प्रभो! आप -दीनोंपर दया 
करनेवाले हैं; आपकी जय हो। भक्तोंका दुःख दूर 
करनेवाले पुरुषोत्तम ! आपका नाम मङ्गलमय है, 
आपकी जय हो। भक्तजनोंकी पीड़ाका नाश करनेके 
लिये ही आपने सगुण विग्रह धारण किया है, आप 
दुष्टोंका विनाश करनेवाले हैं; आपकी जय हो ! जय 
हो !! आपके भक्त प्रह्मादको उसके पिता दैत्यराजने बड़ी 
व्यथा पहुँचायी--शूळीपर चढ़ाया, फाँसी दी, पानीमें 
डुबोया, आगमें जलाया और पर्वतसे नीचे गिराया; किन्तु 
आपने नृसिंहरूप धारण करके प्रह्मादको तत्काल 
संकटसे चचा लिया; उसका पिता देखता ही रह गया । 
मतवाले गजराजका पैर ग्राहके मुखमें पड़ा था और वह 
अत्यन्त दुःखी हो रहा था; उसकी दशा देख आपके 
हृदयमें करुणा भर आयी और आप उसे बचानेके लिये 
शीघ ही गरुड्पर सवार हुए; किन्तु आगे चलकर आपने 
पक्षिराज गरुड़को भी छोड़ दिया और हाथमें चक्र लिये 
बड़े चेगसे दौड़े। उस समय अधिक वेगके कारण 
आपकी वनमाला जोर-जोरसे हिल रही थी और 
पीताम्बरका छोर आकाझमें फहरा रहा था। आपने 
तत्काळ पहुँचकर गजराजको आहके चेगुलसे छुड़ाया 


और ग्राहको मौतके घाट उतार दिया । जहाँ-जहाँ आपके 
सेयकोपर सङ्कट आता है बहीं-घहीं आप देह धारण 
करके अपने भक्तोंकी रक्षा करते हैं! आपकी त्ती 
मनको मोहने तथा पापको हर लेनेवाली हैं! उन्हीकि द्वारा 
आप भक्तोंका पालन करते हैं। भक्तवल्लभ ! आप 
दीनेकि नाथ हैं, देवताओके मुकुटमें जड़े हुए हीरे आपके 
चरणोंका स्पर्श करते हैं। प्रभो ! आप करोड़ों पापोंको 
भस्म करनेवाले हैं। मुझे अपने चरण-कमलोंका दर्शन 
दोजिये। यदि मैं पापी हूँ तो भी आपके मानसमें-- 
आपको प्रिय लगनेवाले इस पुरुषोत्तमक्षेत्रमें आया हूँ; 
अतः अब मुझे दर्शन दीजिये। देव-दानव-वन्दित 
परमेश्वर ! हम आपके ही हैं। आप पाप-राशिका नाश 
करनेवाले हैं। आपकी यह महिमा मुझे भूली नहीं है। 
सबके दुःखोंको दूर करनेवाले दयामय ! जो लोग 
आपके पवित्र नामोंका कीर्तन करते हैं, वे पाप-समुद्रसे 
तर जाते हैं। यदि संतोके मुखसे सुनी हुई मेरी यह बात 
सची है तो आप मुझे प्राप्त होइये---मुझे दर्शन देकर 
कृतार्थ कीजिये । 
सुमति कहते है--इस प्रकार राजा रत्नग्नीव 
रात-दिन भगवानका गुणगान करते रहे । उन्होंने 
क्षणभरके लिये भी न तो कभी विश्राम किया, न नींद ली 
और न कोई सुख ही उठाया। वे चलते-फिरते, ठहरते, 
गीत गाते तथा वार्तास्त्रप करते समय भी निरन्तर यही 
कहते कि--'पुरुषोत्तम ! कृपानाथ ! आप मुझे अपने 
स्वरूपकी झाँकी कराइये ।' इस तरह गङ्गासागरके तटपर 
रहते हुए राजाके पाँच दिन व्यतीत हो गये। तन 
दयासागर श्रीगोपालने कृपापूर्वक विचार किया कि 'यह 
राजा मेरी महिमाका गान करनेके कारण सर्वथा पापरहिब्र 
हो गया है; अतः आब इसे मेरे देव-दानब-वन्दित 
प्रियतम विग्रहका दर्शन होना चाहिये ।' ऐसा सोचकर 
भगवानका हृदय करुणासे भर गया और बे संन्यासीका 
वेष धारण करके राजाके समीप गये । तपस्वी ब्राह्मणने 
देखा, भगवान्‌ अपने भक्तपर कृपा करनेके लिये हाथमें 
त्रिदण्ड ले यतिका चेष बनाये यहाँ उपस्थित हुए हैं। 
नृपश्रेष्ठ रलग्रीवने '३ॐ नयो नारायणाय’ कहकर 


संन्यासी बाबाको नमस्कार किया और अर्ध्य, पाद्य तथा 
आसन आदि निवेदन करके उनका विधिवत्‌ पूजन 
किया । इसके बाद चे बोले--'महात्मम्‌ ! आज मेरे 
सौभाग्यकी कोई तुलना नहीं है; क्योंकि आज आप-जैसे 
साधु पुरुषने कृपापूर्वक मुझे दर्शन दिया है । मैं समझता 
हूँ, इसके बाद अब भगवान्‌ गोविन्द भी मुझे अपना 
दर्शन देंगे। यह सुनकर संन्यासी बाबाने कहा-- 
“राजन्‌! मेरी बात सुनो, मै अपनी ज्ञानशक्तिसे भूत, 
भविष्य और चर्तमान--तीनों कालकी बात जानता हूँ, 
इसलिये जो कुछ भी कहूँ, उसे एकाग्रचित्त होकर सुनना, 
कल दोपहरके समय भगलनान्‌ तुम्हें दर्शन देंगे, वही 
दर्शन, जो ब्रह्माजीके लिये भी दुर्लभ है, तुम्हें सुलभ 
होगा । तुम अपने पाँच आत्मीय-जनोंके साथ परमपदको 
प्राप्त होओगे । तुम, तुम्हारे मन्त्री, तुम्हारी रानी, ये तपस्वी 
ब्राह्मण तथा तुम्हारे नगरमें रहनेबाला करम्न नामका 
साधु, जो जातिका तन्तुबाय--कपड़ा बुननेवाला 
जुलाहा है--इन सबके साथ तुम पर्वतश्रेष्ठ नीलगिरिपर 
जा सकोगे। बह पर्वत देवताओंद्रार पूजित तथा ब्रह्मा 
और इन्द्रद्वारा अभिवन्दित है। यह कहकर संन्यासी 
बाबा अन्तर्धान हो गये, अब वे कहीं दिखायी नहीं देते 
थे। उनकी बात सुनकर राजाको बड़ा हर्ष हुआ । साथ 
ही विस्मय भी। उन्होंने तपस्वी घ्राह्मणसे पूछा-- 
स्वामिन्‌ ! बे संन्यासी कौन थे, जो यहाँ आकर मुझसे 
बात कर गये हैं, इस सभय बे फिर दिखायी नहीं देते, 
कहाँ चले गये ? उन्होंने मेरे चित्तको खड़ा हर्ष प्रदान 
किया है।' 

तपस्वी ब्राह्मणने कहा--राजन्‌ ! थे समस्त 
पापोका नाश करनेवाले भगवान्‌ पुरुषोत्तम ही थे, जो 
तुम्हारे महान्‌ प्रेमसे आकृष्ट होकर यहाँ आये थे। कल 
दोपहरके समय महान्‌ पर्वत नीलगिरि तुम्हारे सामने 
प्रकट होगा, तुम उसपर चढ़कर भगवानका दर्सन करके 
कृतार्थ हो जाओगे। 

ब्राह्णका यह वचन अंमृत-राशिके समान 
सुखदायी प्रतीत -हुआ; उसने राजाके हदयकी सारी 
चित्ताओंका नाश कर दिया । उस समय काञ्री-नरेराको 


० राजा रलाप्रीखका भगवानका दर्शन करके रानी आदिके साथ वैकुण्ठको जाना « 


डप७ 


जो आनन्द मिला, उसका ब्रह्माजी भी अनुभव नहीं कर 
सकते दुन्दुभी बजने लगी तथा वीणा, पणव और 
गोमुख आदि बाजे भी बज उठे। महाराज रलग्रीवके 
मनमें उस समय बड़ा उल्लास छा गया था। वे प्रतिक्षण 
भगवानका गुणगान करते हुए, नाचते, खड़े होते, हँसते, 
बोलते और बात करते थे । उन्हें सब सन्तापोंका नाश 
करनेवाले घनीभूत आनन्दकी प्राप्ति हुई थी। तदनन्तर 
सारा दिन भगवानके कीर्तन और स्मरणमें बिताकर राजा 
रलग्रीव रातमें गङ्गाजीके तटपर, जो महान्‌ फल प्रदान 
करनेबाला है, सो रहे । सपनेमें उन्होंने देखा, 'मेरा स्वरूप 
चतुर्भुज हो गया है । मैं शङ्ख, चक्र, गदा, पद्म और शाङ्ग- 
धनुष धारण किये हुए हूँ तथा भगवान्‌ पुरुषोत्तमके 
सामने रुद्र आदि देवताओंके साथ नृत्य कर रहा हूँ।' 


उन्हें यह भी दिखायी दिया कि शङ्ख, चक्र, गदा और पदा 
आदि आयुध तथा बिष्वक्सेन आदि पार्षदगण परम 
सुन्दर दिव्य स्वरूपसे प्रकट हो सदा श्रीलक्ष्मीपतिकी 
उपासनामें संलझ रहते हैं । यह सब देखकर उन्हें अद्भुत 
हर्ष और आश्चर्य हुआ। अपनी मनोवाञ्छित कामना 
पूर्ण करनेंबाले भगवान्‌ पुरुषीत्तमका दर्शन पाकर 


महाबुद्धिमान्‌ राजाने अपनेको उनका कृपापात्र माना । 
स्वप्रमें ये सारी बातें देखकर जब बे प्रातःकाल नींदसे उठे 
तो तपस्वी ब्राहाणको बुलाकर उन्होंने अपने देखे हुए 
सपनेका सारा समाचार उनसे कह सुनाया । उसे सुनकर 
बुद्धिमान्‌ ब्राह्मणको छड़ा विस्मय हुआ, उन्होंने 
कहा--'राजन्‌ ! तुमने जिन भगवान्‌ पुरुषोत्तमका दर्शन 
किया है, वे तुम्हें अपना शङ्ख, चक्र आदि चिहोंसे 
विभूषित स्वरूप प्रदान करना चाहते हैं। यह सुनकर 
महामना रलग्रीबने दीन-दुःखियोंको उनकी इच्छाके 
अनुसार दान दिलाया । फिर गङ्गासागर-सङ्गममें स्त्रान 
करके देवताओं और पितरोंका तर्पण किया तथा 
भगवानके गुणोंका गान करते हुए वे उनके दर्शनकी 
प्रतीक्षा करने लगे । तदनन्तर, जब दोपहरका समय हुआ 
तो आकाझमें बारंबार दुन्दुभियाँ बजने लगीं। 
देवताओंके हाथसे बजाये जानेके कारण उनसे बड़े 
जोरकी आवाज होती थी। सहसा राजाके मस्तकपर 
फूलोंकी वर्षा हुई । देवता कहने लगे--'नृपश्रेष्ठ ! तुम 
धन्य हो! नीलाचलका प्रत्यक्ष दर्शन करो।' 
देवताऑकी कही हुई यह बात ज्यों ही राजाके कानोंमें 
पड़ी, त्यां ही नीलगिरिके नामसे प्रसिद्ध वह महान्‌ पर्वत 
उनकी आँखोंके समक्ष प्रकट हो गया। करोड़ों सूर्येकि 
समान उसका प्रकाश छा रहा था। चारों ओरसे सोने 
और चाँदीके शिखर उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। राजा 
सोचने लगे---क्या यह अग्नि प्रज्वलित हो रहा है या 
दूसरे सूर्यका उदय हुआ है? अथवा स्थिर कान्ति 
धारण करनेवाला विद्युत्‌पुञ्ज ही सहसा सामने प्रकट हो 
गया है?! 

तपस्वी ब्राह्मणने अत्यन्त शोभासम्पन्न नीलगिरिको 
देखकर राजासे कहा--“महाराज ! यही वह परम पवित्र 
महान्‌ पर्वत है।' यह सुनकर नृपश्रेष्ठ रलग्रीवने मस्तक 
झुकाकर उसे प्रणाम किया और कहा- “मैं धन्य और 
कृतकृत्य हो गया; क्योंकि इस समय मुझे नीलाचलका 
अत्यक्ष दर्शन हो रहा है। राजमन्त्री, रानी और करब 
नामका जुलाहा--ये भी नीलाचलका दर्शन पाकर बड़े 
प्रसन्न हुए। नरश्रेष्ठ! उपर्युक्त पाँचों व्यक्तियेनि 


४८५८ * अर्चयस्व हषीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ « [ संक्षिप्त पञ्यपुराण 


विजयनाभक मुहुर्तमें नीलगिरिपर चढ़ना आरम्भ किया। प्रणामके पश्चात्‌ वेदोक्त मन्त्रोंद्वारा उन्हें विधिवत्‌ स्त्रान 
उस समय उन्हें देवताओंद्वारा बजायी हुई महान्‌ कराया और प्रसत्र चित्तसे अर्घ्य, पाद्य आदि उपचार 
दुन्दुभियोंकी ध्वनि सुनायी दे रही थी। पर्वतके ऊपरी अर्पण किये। इसके बाद भगवानके श्रीविग्रहमें चन्दन 
शिखरपर, जो विचित्र वृक्षोसे सुशोभित हो रहा था, लगाकर उन्हें वस्न निवेदन किया तथा धूप-आरती करके 
उन्होने एक सुवर्णजटित परम सुन्दर देवालय देखा । जहाँ सब प्रकारके स्वादसे युक्त मनोहर नैवेद्य भोग लगाया । 
प्रतिदिन ब्रह्माजी आकर भगवान्‌की पूजा करते हैं तथा अन्तमें पुनः प्रणाम करके तापस ब्राह्मणके साथ वे 
श्रोहरिको सन्तोष देनेवाला नैवेद्य भोग लगाते हैं। वह भगवानूकी स्तुति करने लगे। उसमें उन्होंने अपनी 
अद्भुत एवं उज्ज्वल देवालय देखकर राजा सबके साथ बुद्धिके अनुसार श्रीहरिके गुण-समुदायसे ग्रथित 
उसके भीतर प्रविष्ट हुए । वहाँ एक सोनेका सिंहासन था, स्तोत्रोंका संग्रह सुनाया था। 

जो बहुमूल्य मणियॉसे जटित होनेके कारण अत्यन्त राजा बोले-- भगवन्‌! एकमात्र आप ही पुरुष 
विचित्र दिखायी दे रहा था। उसके ऊपर भगवान्‌ (अन्तर्यामी) हैं। आप ही प्रकृतिसे परे साक्षात्‌ भगवान्‌ 
चतुर्भुज रूपसे बिराजमान थे! उनकी झाँकी बड़ी हैं। आप कार्य और कारणसे भिन्न तथा महत्तत्त आदिसे 
मनोहर दिखायी देती थी। चण्ड, प्रचण्ड और विजय पूजित हैं। सृष्टि-रचनामें कुशल ब्रह्माजी आपहीके 
आदि पार्षद उनकी सेवामें खड़े थे। नृपश्रेष्ठ रलग्रीवने नाभि-कमलसे उत्पन्न हुए हैं तथा संहारकारी रुद्रका 
अपनी रानी और सेवर्कोसहित भगवानको प्रणाम किया । आविर्भाव भी आपहीके नेत्रोंस हुआ है। आपकी ही 
So FEN, क्क आज्ञासे ब्रह्माजी इस संसारकी सृष्टि करते हैं। 
पुराणपुरुष ! आदिकालका जो स्थावर-जङ्गमरूप जगत्‌ 
दिखायी देता है, वह सब आपसे ही उत्पन्न हुआ है । 
आप ही इसमें चेतनाशक्ति डालकर इस संसारको चेतन 
बनाते हैं। जगदीश्वर ! वास्तवमें आपका जन्म तो कभी 
होता ही नहीं है; अतएब आपका अन्त भी नहीं है। 
प्रभो ! आपमें वृद्धि, क्षय और परिणाम--इन तीनों 
विकारोंका सर्वथा अभाव है, तथापि आप भक्तोंकी रक्षा 
और धर्मकी स्थापनाके लिये अपने अनुरूप गुणोंसे युक्त 
दिव्य जन्म-कर्म स्वीकार करते हैं। आपने मत्स्यावतार 
धारण करके शङ्खासुरको मारा और वेदोंकी रक्षा की। 
जरह्मन्‌ ! आप महापुरुष (पुरुषोत्तम) और सबके पूर्वज 
हैं। महाविष्णो ! शेष भी आपकी महिमाको नहीं जानते । 
(| भगवती वाणी भी आपको समझ नहीं पाती, फिर 
जि च मेरे-जैसे अन्यान्य अज्ञानी जीव कैसे आपकी स्तुति 
करनेमें समर्थ हो सकते हैं ?* 


En Fr 


* एकस्त्वं पुरुषः साक्षाद्‌ भगवान्‌ प्रकृतेः परः । कार्यकारणतो भिभ्नो महत्त्तादिपूजितः ॥ 
त्वन्नाभिकमलाज्जशे ब्रह्मा. सृष्टिवेचक्षण: । तथा संहारकर्ता च रुट्स्त्नन्ेत्रसभवः ॥ 
त्वयाऽऽशप्तः करोत्यस्य विश्वस्य परिचेष्टितम्‌॥ 


पातालखण्ड ] + राजा रत्रप्रीयका भगवानका दर्शन करके रानी आदिके साथ बैकुण्ठको जाना « 


१४५९ 


इस प्रकार स्तुति करके राजाने भगवानके चरणोंमें 
मस्तक नवाकर पुनः प्रणाम किया । उस समय उनका 
स्वर गदगद हो रहा था । समस्त आङ्गॉमें रोमाख हो आया 
था। उनकी इस स्तुतिसे भगवान्‌ पुरुषोत्तम बहुत प्रसन्न 
हुए । उन्होंने राजासे सत्य और सार्थक वचन कहा। 
श्रीभगवान्‌ बोले--राजन्‌ ! तुम्हारे द्वार को हुई 
इस स्तुतिसे मुझे बड़ा हर्ष हुआ है । महाराज ! तुम यह 
जान लो कि मैं प्रकृतिसे परे रहनेवाला परमात्मा हूँ । अब 
तुम शीघ्र ही मेरा नैवेद्य (प्रसाद) ग्रहण करो। इससे 
परम मनोहर चतुर्भुज रूपको प्राप्त होकर परमपदको 
जाओगे । जो मनुष्य तुम्हारे किये हुए इस स्तोत्ररलसे मेरी 
स्तुति करेगा; उसे भी मैं अपना उत्तम दर्शन दूँगा, जो 
भोग और मोक्ष--दोनों प्रदान करनेवाला है । 
भगवान्‌के कहे हुए इस वचनको सुनकर राजाने 
अपनी सेवामें रहनेवाले चारों स्वजनोंके साथ नैवेद्य 
भक्षण किया। तदनन्तर क्षुद्रघण्टिकाओसे सुशोभित 
सुन्दर विमान उपस्थित हुआ। उस समय धर्मात्मा राजा 
रलप्रीवने, जो भगवानके कृपापात्र हो चुके थे, 
श्रीपुरुषोत्तमदेबका दर्शन करके उनके चरणॉमें प्रणाम 
किया तथा उनकी आज्ञा ले अपनी रानीके साथ 
विमानपर जा बैठे । फिर भगवानके देखते-देखते अद्भुत 
चैकुण्ठलोकमें चले गये । राजाके मन्त्री भी धर्मपरायण 
तथा धर्मवेत्ताओमें सबसे श्रेष्ठ थे; अतः ले भी विमानपर 
बैठकर उनके साथ ही गये। सम्पूर्ण तीर्थेमें स्नान 
करनेवाले तपस्वी ब्राह्मण भी चतुर्भुज-स्वरूपको प्राप्त 
होकर वैकुण्ठको चरू गये। इसी प्रकार करम्बने भी 
भगवानके गुणोंका गायन करनेके पुण्यसे उनका दर्शन 
पाया और सम्पूर्ण देवताओके लिये दुर्लभ भगवद्‌- 
धामको प्रस्थान किया । सभी एक ही साथ परम अद्भुत 
विष्णुलोककी ओर प्रस्थित हुए । सबके चार-चार भुजाएँ 


थीं । सबके हाथोंमें र्क, चक्र, गदा और पद्म शोभा पा 
रहे थे। सभी मेघके समान श्यामसुन्दर और विशुद्ध 
स्वभाववाले थे । सबके हाथ कमलोंकी भाँति सुशोभित 
थे। हार, केयूर और कड़ोंसे सभीके अङ्ग विभूषित थे। 
इस प्रकार उन सब लोगेनि वैकुण्ठधामकी यात्रा की । 
साथमें आये हुए प्रजावर्गके लोगेनि विमानॉकी पंक्तियाँ 
देखीं तथा दुन्दुभीकी ध्वनिको भी श्रवण किया। उस 
समय एक ब्राह्मण भी वहाँ गये थे, जो भगवानके 
चरणारविन्दोंमें बड़ा प्रेम रखनेवाले थे। उनके चित्तपर 
भगवद्विरहका इतना अधिक प्रभाव पड़ा कि वे 
चतुर्भुज-स्वरूप हो गये। यह अद्भुत बात देखकर सब 
लोग ब्राह्मणके महान्‌ सौभाग्यकी सराहना करने लगे 
और गङ्गासागर-सङ्गममें स्नान करके काळीनगरीमें लौट 
आये | सब लोग कहते थे कि 'उत्तम बुद्धिवाले महाराज 
रल्लग्रीवका अहोभाग्य है, जो वे इसी झरीरसे श्रीविष्णुके 
परमधामको चले गये ।' 

(सुमति कहते है-]राजन्‌! यही वह 
नीलगिरि है, जिसका भगवान्‌ पुरुषोत्तमने आदर नढ़ाया 
है। इसका दर्शन करनेमात्रसे मनुष्य परमपद-- 
वैकुण्ठधामको प्राप्त हो जाते हैं । जो सौभाग्यज्ञाली पुरुष 
नीलगिरिके इस माहाल्यको सुनता है तथा जो दूसरे 
लोगोंको सुनाता है, वे दोनों ही परमधामको प्राप्त होते 
हैं। इसका श्रवण और स्मरण करनेमात्रसे बुरे सपने नष्ट 
हो जाते हैं तथा अन्तमें भगवान्‌ पुरुषोत्तम इस संसारसे 
उद्धार कर देते हैं। ये नीलाचलनिवासी पुरुषोत्तम 
शरीरामचन्द्रके ही स्वरूप हैं तथा देवी सीता साक्षात्‌ 
महालक्ष्मी हैं । ये दोनों दम्पत्ति ही समस्त कारणोंके भी 
कारण हैं। भगवान्‌ श्रीराम अश्वमेध यज्ञका अनुष्ठान 
करके सम्पूर्ण लोकोंको पवित्र कर देंगे। उनका नाम 
ब्रह्महत्याके प्रायश्वित्तमें भी जपनेके लिये बताया गया 


* त्वत्तो जातं पुराणाद्य जगत्‌ स्थास्नु चरिष्णु च । चेतनाशक्तिमाविश्य त्वमेने चेतयस्यहो ॥ 
तब जन्म तु नास्त्येव नान्तस्तय जगत्पते । युद्धिक्षयपरीणामास्त्वयि सन्त्येव नो विभो॥ 


तथापि भक्तरक्षार्थ 


धर्मस्थापनहेतवे । करोषि जन्मकर्माणि झ्मनुरूपगुणानि च॥ 


त्वया माल्स्ये वपुर्धुत्वा शद्धस्तु निहतोऽसुरः । वेदाः सुरक्षिता ब्रह्मन्‌ महापुरुषपूर्वज ॥ 
शेषो न वेत्ति मह ते भारत्यपि महेश्वरी । किमुतान्ये महाविष्णो मादृशास्तु कुबुद्धयः ॥ (२२।२८--३४) 


१४६० 


+ अर्जयस्व ह॒वीकेदा यदीख्छसि परं पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


है। (राम-नाम लेनेसे जहाहत्या-जैसे पातक भी दूर हो 
जाते हैं।] सुमित्रानन्दन ! इस समय तुम्हारा यज्ञ- 
सम्बन्धी घोड़ा पर्वतश्रेष्ठ नीलगिरिके निकट जा पहुँचा 
है। महामते । तुम भी वहाँ चलकर भगवान्‌ पुरुषोत्तमको 
नमस्कार करो | जहाँ जानेसे हम सन लोग निष्पाप होकर 
अन्तर्मे परमपदको प्राप्त होंगे; क्योंकि भगवानके प्रसादसे 
अबतक अनेक मनुष्य भवसागरके पार हो चुके हैं । 
[शेषजी कहते हैं--- वात्स्यायनजी ! इस प्रकार 


सुमति भगवान्‌की महिमाका वर्णन कर रहे थे; इतनेहीमें 
वह अश्व पृथ्बीको आपनी टापॉसे खोदता हुआ वायुके 
समान वेगसे चलकर नीलाचलपर पहुँच गया । तब राजा 
झन्नुन्न भी उसके पीछे-पीछे जाकर नीलगिरिपर पहुँचे 
और गङ्गासागर-सङ्गममें स्नान करके पुरुषोत्तभका दर्शन 
करनेके लिये गये। निकट जाकर उन्होंने देव-दानन- 
वन्दित भगवानको प्रणाम किया और उनकी स्तुति करके 
अपनेको कृतार्थ माना । 


मू पु न 
चक्राङ्का नगरीके राजकुमार दमनद्वारा घोड़ेका पकड़ा जाना तथा राजकुमारका 
प्रतापायको सुद्धमें परास्त करके स्वयं पुष्कलके द्वारा पराजित होना 


कोषजी कहते हैं--मुने ! तदनन्तर वह घोड़ा 
नीलाचलपर थोड़ी देर ठहरकर घास चरता हुआ आगे 
बढ़ गया । उसका वेग मनके समान तीव्र था । श्रेष्ठ वीर 
शत्रुघ्न, राजा लक्ष्मीनिधि, भयङ्कर वाहनवाले राजकुमार 
पुष्कल तथा राजा प्रतापाप्रय---ये सभी उसकी रक्षा कर 
रहे थे। कई करोड़ वीरोंसे सुरक्षित वह यज्ञसम्बन्धी अश्व 
क्रमशः आगे बढ़ता हुआ राजा सुनाहुद्वारा परिपालित 
चक्राङ्का नगरीके पास जा पहुँचा । उस समय राजाका पुत्र 
दमन शिकार खेल रहा था। उसकी दृष्टि उस घोड़ेपर 
पड़ी, जो चन्दन आदिसे चर्चित तथा मस्तकमें सुवर्णमय 
पत्रसे शोभायमान था। राजकुमार दमनने उस पत्रको 
बाँचा, सुन्दर अक्षरॉमें लिखा हौनेके कारण उसकी बड़ी 
शोभा हो रही थी। पत्रका अभिप्राय समझकर वह 
बोला--*अहो ! भूमण्डलपर मेरे पिताजीके जीते-जी 
यह इतना बड़ा अहङ्कार कैसा ? जिसने यह घमण्ड 
दिखाया है उसे मेरे धनुषसे छूटे हुए बाण इस 
उद्दण्डताका फल चखायेंगे। आज मेरे तीखे बाण 
शत्रुप्रके समस्त शरीरको घायल करके उन्हें लहू-लुहान 
कर देंगे, जिससे वे फूले हुए पलाशकी भाँति दिखायी 
देंगे! आज सभी श्रेष्ठ योद्धा मेरी भुजाओंका महान्‌ 
बल देखें! मैं अपने घनुर्दण्डसे करोड़ों नाणोंकी 
वर्षा करूँगा ।' 
राजकुमार दमनने ऐसा कहकर घोड़ेको तो अपने 


नगरमें भेज दिया और स्वयं हर्ष तथा उत्साहमें भरकर 
सेनापतिसे कहा---“महामते ! शत्रुओंका सामना करनेके 
लिये मेरी सेना तैयार कर दो।' इस प्रकार सेनाको 
सुसज्जित करके वह शीघ्र ही युद्ध-क्षेत्रमें सामने जाकर 
डट गया। उस समय उसका स्वरूप बड़ा उग्र दिखायी 
देता था। इसी बीचमें घोडेके पीछे चलनेवाले योद्धा भी 
बहाँ आ पहुँचे और अत्यन्त व्याकुल होकर बारम्बार 
एक-दूसरेसे पूछने लगे-- 'महाराजका वह यज्ञसम्बन्धी 
अश्व, जो भालपत्रसे चिह्वित था, कहाँ चला गया ?' 
इतनेहीमें शत्रुओको ताप देनेवाले राजा प्रतापाग्रूयने 
देखा, सामने ही कोई सेना तैयार होकर खड़ी है, जो 
वीरोचित शब्दोका उच्चारण करती हुई गर्जना कर रही है। 
अतापाग्रूयके सिपाहियॉने उनसे कहा--'महाराज जान 
पड़ता है, यही राजा घोड़ा ले गया है; अन्यथा यह वीर 
अपने सैनिकॉके साथ हमारे सामने क्यों खड़ा होता ?' 
यह सुनकर प्रतापाग्रूयने अपना एक सेवक भेजा । उसने 
जाकर पूछा--'महाराज श्रीरामचन्द्रजीका अश्व कहाँ 
है? कौन ले गया है? क्यों ले गया है? क्या बह 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीको नहीं जानता ?' 

राजकुमार दमन बड़ा बलवान्‌ था, वह सेवकका 
ऐसा वचन सुनकर बोला--'अरे ! भाल-पत्र आदि 
चिह्ोंसे अलङ्कत उस यज्ञसम्बन्धी अश्वको. मैं ले गया 
हूँ। उसकी सेवामें जो-शूरवीर हों, वे आवें. और मुझे 


यातालरबण्ड ] 


* राजकुमार दसनद्वारा छोड़ेका पकड़ा जाना तथा पुष्कलद्धारा पराजित होना » 


४६९ 


4५५४५४९ ७७४३५५५७९१७७७७७५ ५७७५५७५७७७ ८७७५९७५७७७ ७७७१७७४७५७ ७३३७७७७७७७ ७७७७७४७७५७ ७७७ ९७७७७७७४७७ ९७७७७ के 


जीतकर बलपूर्वक यहाँले घोडेको छुड़ा ले जायें!” 
राजकुमारका वचन सुनकर सेवकको बड़ा रोष हुआ, 
तथापि बह हँसता हुआ वहाँसे लौट गया और राजाके 
'पास जाकर उसने दमनकी कही हुई सारी बातें ज्यों-की- 
त्यों सुना दीं । उसे सुनते ही महाबली प्रतापामयकी आँखें 
क्रोधसे लाल हो गयीं और वे चार घोड़ोंसे सुशोभित 
सुवर्णमय रथपर सवार हो बड़े-बड़े वोरोको साथ ले 
राजकुमारसे युद्ध करनेके लिये चले । उनकी सहायतामें 
बहुत बड़ी सेना थी। आगे बढ़कर वे धनुषपर टङ्कार देने 
लगे। उस समय रोषपूर्ण नेत्रॉनाले राजा प्रतापाग्रयके 
पीछे-पीछे बहुत-से घुड़सवार और हाथीसवार भी गये । 
निकट जाकर प्रतापाग्रयने युद्धके लिये उद्यत 
राजकुमारको सम्बोधित करके कहा--'कुमार ! तू तो 
अभी बालक है! क्या तूने ही हमारे श्रेष्ठ घोड़ेको बाँध 
रखा है? अरे ! समस्त वीरशिरोमणि जिनके चरणोंकी 
सेबा करते हैं, उन महाराज श्रीरामचन्द्रजीको तू नहीं 
जानता ? दैत्यराज रावण भी जिनके अद्भुत प्रतापको 
नहीं सह सका, उन्हीके धोड़ेको ले जाकर तूने अपने 
नगरमें पहुँचा दिया है ! जान ले, मैं तेरै सामने आया 
हुआ काल हूँ, तेरा घोर शत्रु हूँ। छोकरे ! तू अब तुरंत 
चला जा और घोड़ेको छोड़ दे, फिर जाकर बालकॉकी 
भाँति खेल-कूदमें जी बहला।' 
दमनका हृदय बड़ा विशाल था, वह प्रतापाग्रयकी 
ऐसी बातें सुनकर मुसकराया और उनकी सेनाको 
तिनकेके समान समझता हुआ बोला--- “महाराज ! मैंने 
बलपूर्वक आपके घोडेको बाँधा और अपने नगरमे 
पहुँचा दिया है, अब जीते-जी उसे लौटा नहीं सकता । 
आप बड़े बलवान्‌ हैं तो युद्ध कोजिये। आपने जो यह 
कहा--'तू अभी बालक है, इसलिये जाकर खेल- 
कूदमें जी बहला' उसके लिये इतना ही कहना है कि 
अब आप युद्धके मुहानेपर ही मेरा खेळ देखिये ।' 
इतना कहकर सुबाहु-कुमारने अपने धनुषपर 
अत्यज्ञा चढ़ायी और राजा प्रतापाम्यकी छातीको लक्ष्य 
करके सौ बाणोंका संधान किया। परन्तु राजा 


प्रतापामूयने अपने हाथकी फुर्ती दिखाते हुए उन सभी 


बाणोंके टुकड़े-टुकड़े कर डाले । यह देखकर राजकुमार 
दमनको बड़ा क्रोध हुआ और वह नाणोंकी वर्षा करने 
लगा | तदनन्तर, दमनने अपने धनुषपर तीन सौ बाणोंका 
संधान किया और उन्हें कत्रुपर चलाया। उन्होंने 
अतापाग्र्यकी छाती छेद डाली और रक्तमें नहाकर वे 
उसी भाँति नीचे गिरे, जैसे श्रीरामचन्द्रजीकी भक्तिसे 
विमुख हूए पुरुषॉका पतन हो जाता है। इसके नाद 
राजकुमारने शङ्खध्वनिके साथ गर्जना की। उसका 
पराक्रम देखकर प्रतापामूय क्रोघसे जल उठे और 
बोले--'वीर | अब तू मेरा अद्भुत पराक्रम देख ।' यों 
कहकर उन्होने तुरंत तीखे बाणोंकी बौछार आरम्भ कर 
दी। वे बाण घोड़े और पैदल--सबके ऊपर पड़ते 
दिखायी देने लगे। उस समय राजकुमार दमनने 
प्तापामूयकी बाणवर्षाको रोककर कहा--“आर्य ! यदि 
आप शूरवीर हैं तो मेरी एक ही मार सह लीजिये। में 
अभिमानपूर्वक प्रतिज्ञा करके एक बात कहता हूँ, इसे 
सुनिये---वीरवर ! यदि मैं इस बाणके द्वार आपको 
रथसे नीचे न गिरा दूँ तो जो लोग युक्तिवादमें कुशल 
होनेके कारण मतवाले होकर वेदोंकी निन्दा करते हैं, 
उनका बह नरकमें डुबोनेबाला पाप मुझे ही लगे।' यह 
कहकर उसने कालके समान भयङ्कर, आगकी 
ज्वालाओसे व्याप्त एवं अत्यन्त तीक्ष्ण बाण तरकशसे 
निकालकर अपने धनुषपर चढ़ाया। वह कालाग्निके 
समान देदीप्यमान हो रहा था । रजकुमारने अपने शत्रुके 
हृदयको निशाना बनाया और बाण छोड़ दिया । वह बड़े 
खेगसे शत्रुकी ओर चल्त्र। प्रतापामयने जब देखा कि 
इत्रुका बाण मुझे गिरानेके लिये आ रहा है, तो उन्होंने उसे 
काट डालनेके लिये कई तीखे नाण अपने धनुषपर 
चढ़ाये। किन्तु राजकुमारका खाण प्रतापाप्रयके सब 
ाणोंको जीचसे काटता हुआ उनके धैर्ययुक्त हदयतक 
पहुँच ही गया । हृदयपर चोट करके वह उसके भीतर घुस 
गया । राजा प्रतापाग्रूय उसकी चोट खाकर पृथ्वीपर गिर 
पड़े। उन्हें मूर्च्छित--चेतनाहीन एबं रथकी बैठकसे 
घरतीपर गिरा देख सारधिने उठाकर रथपर बिठाया और 
युद्धभूमिसे बाहर ले गया । उस समय राजाकी सेनामें 


[ संक्षिप्त पद्यपुराण 


बड़ा हाहाकार मचा । समस्त योद्धा भागकर वहाँ पहुँचे 
जहाँ करोड़ों वोरेंसे घिरे हुए शातुप्जी मौजूद थे। 
प्रतापाग्र्यको परास्त करके राजकुमार दमनने विजय 
पायी और अब वह झमुप्रकी प्रतीक्षा करने लगा । 
उधर शत्रु्रको जब यह हाल मालूम हुआ तो वे 
क्रोधमें भरकर दाँतोंसे दाँत पीसते हुए बारंबार सैनिकॉसे 
पूछने लगे--'कौन मेरा घोड़ा ले गया है? किसने 
शूर-शिरोमणि राजा प्रतापाअयक्ो परास्त किया है ?' तब 
सेवरकोने कहा--'राजा सुबाहुके पुत्र दमनने 
प्रतापाअयको पराजित किया है और वे ही यज्ञका घोड़ा 
ले गये हैं।' यह सुनकर शत्रुघ्न बड़े वेगसे चलकर 
युद्धभूमिमें आये। वहाँ उन्होंने देखा, कितने ही 
हाथियोंके गण्डस्थल विदीर्ण हो गये हैं, घोड़े आपने 
सवारोंसहित घायल होकर मरे पड़े हैं। यह सब देखकर 
शात्रुघके नेत्र क्रोधसे लाल हो गये; बे अपने योद्धाओंसे 
बोले--'यहाँ मेरी सेनामें सम्पूर्ण अस्तर-शस्त्रॉंका ज्ञान 
रखनेवाल्त्र कौन ऐसा बीर है, जो राजकुमार दमनको 
परास्त कर सकेगा ?' झतरुप्रका यह वचन सुनकर 
जात्रुनीरोंका नाश करनेवाले पुष्कलके हदयमें दमनको 
जीतनेका उत्साह हुआ और उन्होने इस अकार 
कहा-- स्वामिन्‌ ! कहाँ यह छोटा-सा राजकुमार दमन 
और कहाँ आपका असीम बळ ! महामते ! मैं अभी जा 
रहा हूँ, आपके प्रतापसे दमनको परास्त करूँगा । युद्धके 
लिये मुझ सेवकके उद्यत रहते हुए कौन घोड़ा ले 
जायेगा ? श्रीरघुनाथजीका प्रताप ही सारा कार्य सिद्ध 
करेगा । स्वामिन्‌ ! मेरी प्रतिज्ञा सुनिये; इससे आपको 
प्रसन्नता होगी। यदि मैं दमनको परास्त न करूँ तो 
औरमचन्द्रजीके चरणारनिन्दोंके रसास्वादनसे विलग 
(श्रीरामचरणचिन्तनसे दूर) रहनेवाले पुरुषोंको जो पाप 
लगता है, बही मुझे भी लगे । यदि मैं दमनपर विजय 
न पाऊँ तो जो पुत्र माताके चरणोंसे पृथक्‌ दूसरा कोई 
तीर्थ मानकर उसके साथ विरोध करता है, उसको 
लगनेवाला पाप मुझे भी लगे ।' 
पुष्कलकी यह प्रतिज्ञा सुनकर शत्रुक्जजीके मनमें 
बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होने उन्हें युद्धमें जानेकी आज्ञा 


दे दी । उगज्ञा पाकर पुष्कल बहुत बड़ी सेनाके साथ उस 
स्थानपर गये, जहाँ बीरबंझमें उत्पन्न राजकुमार दमन 
मौजूद था । युद्धक्षेत्रमें पुष्कलको आया जान वीराम्रगण्य 
दमन भी अपनी सेनासे घिरा हुआ आगे बढ़ा । दोनोंका 
एक-दूसरेसे सामना हुआ । अपने-अपने रथपर बैठे हुए 
दोनों चीर बड़ी शोभा पा रहे थे, उस समय पुष्कलने 
महाबली राजकुमारसे कहा--'दमन ! तुम्हें मालूम होना 
चाहिये कि मैं तुम्हारे साथ युद्ध करनेके लिये प्रतिज्ञा 
करके आया हूँ, मेरा नाम पुष्कल है, मैं भरतजीका पुत्र 
हुँ; तुम्हें अपने शास्त्रोसे परास्त करूँगा । महामते ! तुम 
भी हर तरहसे तैयार हो जाओ ।' पुष्कलकी उपर्युक्त बात 
सुनकर उसने हँसते-हँसते उत्तर दिया--'भरतनन्दन ! 
मुझे राजा सुबाहुका पुत्र समझो, मेरा नाम दमन है; 
पिताके प्रति भक्ति रखनेके कारण मेरे सारे पाप दूर हो 
गये हैं, महाराज झात्रुघ्का घोड़ा ले जानेवाला मैं ही हूँ। 
विजय तो दैवके अधीन है, देव जिसे देगा--जिसे अपनी 
कृपासे अलङ्कूत करेगा, उसे ही विजय मिलेगी । परन्तु 
तुम युद्धके मुहानेपर डटे रहकर मेरा पराक्रम देखो ।' 
यों कहकर दमनने धनुष चढ़ाया और उसे कानतक 
खींचकर शत्रुओकि प्राण लेनेवाले तीखे बाणोंको छोड़ना 
आरम्भ किया। उन बाणाने आकाइमण्डलको ढक 
लिया और उनकी छायासे सूर्यदेवकी किरणोंका प्रकाश 
भो रुक गया। राजकुमारके चलाये हुए उन बाणोंकी 
चोट खाकर कितने ही मनुष्य, रथ, हाथी और घोड़े 
धरतीपर लोटते दिखायी देने रूगे। शन्रुवीरॉका नाश 
करनेवाले पुष्कलने उसका बह पराक्रम देखा तथा 
आचमन करके एक बाण हाथमें लिया और उसे 
अम्निदेवके मन्त्रसे विधिपूर्वक अभिमन्त्रित करके अपने 
धनुषपर रखा। तदनन्तर भलीभाँति खींचकर उसे 
झत्रुओंके ऊपर छोड़ दिया। घनुषसे छूटते ही उस 
बाणसे युद्धके मुहानेपर भयङ्कर आग प्रकट हुई । वह 
अपनी ज्चालाओंसे आकाशको चाटती हुई प्रल्यायिके 
समान प्रज्वलित हो उठी। फिर तो दमनकी सेना 
रणभूमिमें दग्ध होने लगी, उसके ऊपर जास छां गया 
और वह आगकी लपटोंसे पीड़ित होकर भाग चली | 


भातालखण्ड ] + राजा सुखाहुका भाई और पुत्रॉसहित युद्धे आना तथा सेनाका क्रौऊ-व्यूहनिर्माण « 


ड६३ 


राजकुमार दमनके छोड़े हुए सभी बाण अग्निक 
ज्वाल्रओंमें झुलसकर सन ओरसे नष्ट हो गये । अपनी 
सेना दग्ध होती देख दमन क्रोधसे भर गया। वह सभी 
अस्त्र-शस्त्रोंका विद्वान्‌ था; इसलिये उसने वह आग 
बुझानेके लिये बरुणास्त्र हाथमें लिया और चत्रुपर छोड़ 
दिया। उसके छोड़े हुए वरुणार्रने रथ और घोड़े 
आदिसे भरी हुई पुष्कलकी सेनाको जलसे आप्लावित 
कर दिया। शत्रुऑके रथ और हाथी पानीमें डूबते 
दिखायी देने लगे तथा अपने पक्षके योद्धाओंको शान्ति 
मिली । पुष्कलने देखा, मेरी सेना जलराशिसे पीड़ित 
होकर कापती, क्षुब्ध होती और नष्ट होती जा रही है 
तथा मेरा आग्नेयास्तर झात्रुके वरुणास्रसे शान्त हो गया 
है। तब अत्यन्त क्रोधके कारण उसकी आँखें लाल हो 
गर्यी और उसने वायव्यारूसे अभिमन्त्रित करके एक 
बहुत बड़ा बाण आपने धनुषपर रखा। तदनन्तर 
बायव्यास्त्रकी प्रेरणासे बड़े जोरकी हवा उठी और उसने 
अपने येगसे वहाँ घिरी हुई मेघॉकी घटाको छिन्न-भिन्न 
कर दिया । राजकुमार दमनने अपने सैनिकोंको वायुसे 
पराजित होते देख अपने धनुषपर पर्वतास्रका संधान 
किया । फिर तो झात्रुयोद्धाओंके मस्तकपर पर्वतोकी वर्षा 
होने लगी। उन पर्वतोने ्रायुकी गतिको रोक दिया। 


अब हवा कहीं भी नहीं जा पाती थी। यह देख 
पुष्कलने आपने धनुषपर वज्जास्त्रका प्रयोग किया । तब 
नञ्रके आघातसे वे सभी पर्वत क्षणभरमें तिलके समान 
डुकड़े-दुकड़े हो गये। साथ ही वह वज्र उच्चस्वरसे 
गर्जना करता हुआ राजकुमार दमनको छातीपर बड़े 
चेगसे गिण ! छातीके बिंध जानेके कारण राजकुमारको 
गहरी चोट पहुँची, इससे उस बलवान्‌ वीरको बड़ी 
व्यथा हुई। उसका हृदय व्याकुल हो उठा और यह 
मूर्च्छित हो गया। दमनका सारथि युद्धनीतिमें निपुण 
था। वह राजकुमारको मूर्च्छित देखकर उसे रणभूमिसे 
एक कोस दूर हटा ले गया। फिर तो उसके योद्धा 
अदृश्य हो गये--इधर-उधर भाग खडे हुए और 
राजधानीमें जाकर उन्होंने राजकुमारके मूर्च्छित होनेका 
समाचार कह सुनाया । पुष्कल धर्मके ज्ञाता थे; उन्होंने 
संग्राम-भूमिमें इस प्रकार विजय पाकर श्रीरधुनाथजीके 
वचनोका स्मरण करते हुए फिर किसीपर प्रहार नहीं 
किया। तदनन्तर दुन्दुभि बज उठी, जोर-ओरसे जय~ 
जयकार होने लगा। सब ओरसे साधुवादके मनोहर 
वचन सुनायी देने लगे। पुष्कलको विजयी देखकर 
झनुष्न बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सुमति आदि मन्त्रियोंसे 
घिरकर उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा की । 


आय पुट आळ 


राजा सुबाहुका भाई और पुत्रोंसहित युद्धमें आना तथा सेनाका क्रौद्ध-व्यूहनिर्माण 


डोषजी कहते हैं--मुने ! उधर राजा सुबाहुने जन 
देखा कि मेरे सैनिक रक्तमें डूबे हुए आ रहे हैं तो उनका 
शोक शान्त-सा करते हुए उन्होंने अपने पुत्रकी करतूत 
पूछी । राजाका प्रश्न सुनकर उनके सेवकॉने, जो खूनसे 
लथपथ हो रहे थे तथा जिन्होंने रक्तसे भीगे हुए वर 
धारण कर रखा था, इस प्रकार उत्तर दिया--'राजन्‌ ! 
आपके पुत्रने स्वर्णमय पत्र आदिके चिह्ोंसे अलङ्कत 
यज्ञसम्बन्धी अश्वको जब आते देखा तो वीरताके गर्वसे 
शात्रुप्को तिनकेके समान समझकर--उनकी कुछ भी 
परवा न करके उसे पकड्वा लिया। इतनेहीमें घोड़ेके 
प्रीछे चलनेवाला रक्षक थोड़ी-सी सेनाके साथ वहाँ आ 


पहुँचा । उसके साथ राजकुमारका बड़ा भारी युद्ध हुआ, 
जो रोंगटे खड़े कर देनेवाला था! आपके पुत्र दमन 
अपने बाणोंसे उस अश्व-रक्षकको मूर्च्छित करके ज्यों ही 
स्थिर हुए त्यों ही शत्रुन्न भी अपनी सेनाओसे घिरे हुए 
उपस्थित हो गये। तदनन्तर दोनों दलोंमें बड़ा भयङ्कर 
युद्ध छिड़ा, उसमें सब प्रकारके अस्ब-शरस्नोंका प्रयोग 
होने लगा । उस युद्धमें आपके महाबली पुत्रने अनेकों ` 
बार विजय पायी है, किन्तु इस समय इात्रुप्रके भतीजेने 
वञ्जाख छोड़कर आपके वीर पुत्रको रणभूमिमें मूर्च्छित 
कर दिया है।' 

सेवकोंकी यह बात सुनकर राजा सुबाहु राजधानीसे 


इदे 


« अर्चयस्व हचीकेशै यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


निकलकर उस स्थानको चले, जहाँ उनके पुत्रको पीड़ा 
पहुँचानेवाले शत्रुघ्न मौजूद थे 
राजा सुबाहुको सुवर्णभूषित रथपर सवार हो नगरसे 
निकलते देख समस्त शात्रुआऑपर प्रहार करनेवाली शत्रुघ्नकी 
सेना युद्धके लिये तैयार हो गयी ! राजा सुयाहुके भाईका 
नाम था सुकेतु, वे गदायुद्धमें प्रवीण थे। वे भी अपने 
रथपर सवार होकर युद्धके लिये आये। राजाका पुत्र 
चित्राङ्ग सथ प्रकारकी युद्धकलामें निपुण था। बह भी 
रथारूढ़ होकर शीघ्र ही इत्रुप्रकी मतवाली सेनापर चढ़ 
आया । उसके छोटे भाईको नाम था विचित्र । वह विचित्र 
प्रकारसे संग्राम करनेमें कुशल था । अपने भाईका दुःख 
सुनकर उसके मनमें बड़ी व्यथा हो रही थी, इसलिये वह 
भी सोनेके रथपर सवार हो । युद्धके लिये उपस्थित हुआ । 
इनके सिवा और भी अनेकों धनुर्धर वीर, जो सभी अख्न- 
शस्त्रॉके ज्ञाता थे, राजाकी आज्ञा पाकर वीरोंसे भरी हुई 
संग्राम-भूमिमें गये । राजा सुबाहुने बड़े रोपमें भरकर 
युद्धक्षेत्रमें पदार्पण किया और वहाँ अपने पुत्रको बाणोंसे 
पीड़ित एबं मूर्च्छित देखा । अपने प्यारे पुत्र दमनको रथकी 
बेठकमें मूर्च्छित होकर पड़ा देख राजाको बड़ा दुःख हुआ 
और वे पल्लबोंसे उसके ऊपर हवा करने लगे । उन्होंने 
कुमारके शरीरपर जलका छींटा दिया और अपने कोमल 
हाथसे उसका स्पर्श किया । इससे महान्‌ अख्बवेत्ता वीरवर 
दमनको धीरे-धीरे चेत हो आया | होरमें आते ही दमन 


उठ बैठा और बोला--'मेरा धनुष कहाँ है? और 
पुष्कल यहाँसे कहाँ चला गया ? मुझसे भिड़कर मेरे 
बाणोंके आघातसे पीड़ित होकर वह युद्ध छोड़कर कहाँ 
भाग गया ?' पुत्रके ये वचन सुनकर राजा सुबाहु बड़े 
प्रसन्न हुए और उसे छातीसे लगा लिया। पिताको 
उपस्थित देख दमनने रूजासे गर्दन झुका ली । उसका 
सारा शरीर अख्रोंकी मारसे घायल हो गया था, तो भी 
उसने बड़ी भक्तिके साथ पिताके चरणोंमें मस्तक रखकर 
प्रणाम किया । बेटेको पुनः रथपर बिठाकर युद्धकर्ममें 
कुशल राजा सुबाहुने सेनापतिसे कहा--'इस युद्धमें तुम 
अपनी सेनाको क्रौञ्च-व्यूहके रूपमें खड़ी करो; उस 
व्यूहको जीतना झन्रुके लिये अत्यन्त कठिन है। उसीका 
आश्रय लेकर मैं राजा शज़ुप्नकी सेनापर विजय प्राप्त 
करूँगा ।' महाराज सुबाहुकी बात सुनकर सेनापतिने 
अपने सैनिकोंका क्रौञ्च नामक सुन्दर व्यूह बनाया । उसमें 
मुखके स्थानपर सुकेतु और कण्ठकी जगह चित्राङ्ग खड़े 
हुए। पंखोंके स्थानपर दोनों राजकुमार--दमन और 
विचित्र थे। स्वयं राजा सुबाहु व्यूहके पुच्छ भागमें स्थित 
हुए। मध्यभागमें उनकी विशाल सेना थी, जो रथ, गज, 
अश्व और पैदल--इन चारों अज्ञोंसे शोभा पा रही 
थी। इस प्रकार विचित्र क्रौज्व्यूहकी रचना करके 
सेनाध्यक्षने राजासे निवेदन किया---“महाराज ! व्यूह 
सम्पन्न हो गया ।' 


fT लान्न 


राजा सुबाहुकी प्रशंसा तथा लक्ष्मीनिधि और सुकेतुका इन्हयुद्ध, 


शेषजी कहते है--मुनिवर ! राजा सुबाहुकी 
सेनाका आकार बड़ा भयंकर दिखायी देता था, वक्त 
मेघोंकी घटाके समान जान पड़ती थी। उसे देखकर 
शत्रुघने अपने मन्त्री सुमतिसे गम्भीर बाणीमें 
कहा--'मन्त्रिवर ! मेरा घोड़ा किसके नगरमें जा पहुँचा 
है? यह सेना तो समुद्रकी लहरोंके समान दिखायी 
पड़ती है 
सुमतिने कहा---राजन्‌ ! यहाँसे पास ही चक्राङ्का 
नामवाली सुन्दर नगरी विराजमान है। उसके भीतर ऐसे 


मनुष्य निवास करते हैं, जो भगवान्‌ विष्णुकी भक्तिसे 
पापरहित हो गये हैं। ये धर्मज्ञॉमें श्रेष्ठ राजा सुबाहु उसी 
नगरीके स्वामी हैं। इस समय ये अपने पुत्र-पौत्रॉके साथ 
तुम्हारे सामने विराजमान हैं। ये नरेश सदा अपनी ही 
स्त्रीके प्रति अनुराग रखते हैं। परायी स्त्रियोंपर कभी दृष्टि 
नहीं डालते। इनके कानोंमें सदा विष्णुकी ही कथा 
गूँजती है। अन्य विषयोंका प्रतिपादन करनेवाली 
कथा-वार्ता ये कभी नहीं सुनते । प्रजाकी आयके छठे 
आगसे अधिक दूसरेका धन कभी नहीं महण करते । ये 


पातालखण्ड ] 


» राजा सुखाडुकी प्रदासा तथा लक्ष्मीनिधि और सुकेतुका इन्दर युद्ध » 


'४६५ 


धर्मात्मा हैं और विष्णु-बुद्धिसे भक्तिपूर्वक ब्राह्मणोंकी 
पूजा करते हैं। सदा भगवानकी सेवामें लगे रहते और 
भगवान्‌ विष्णुके चरणारविन्दोंका मकरन्द पान करनेके 
लिये भ्रमरकी भाँति लोलुप बने रहते हैं। परधर्मसे 
विमुख हो सदा स्वधर्मका ही सेवन करते हैं। वीरोंमें 
कहीं भी इनके बलकी समानता नहीं है। इस समय 
अपने पुत्रका युद्धके मैदानमें गिरना सुनकर ये क्रोध और 
शोकसे व्याकुल होकर युद्धके लिये उपस्थित हुए हैं। 
मन्त्रीकी बात सुनकर छनत्रुघ्नने अपने श्रेष्ठ 
योद्धाओंसे कहा--'जीरो ! राजा सुबाहुके सैनिकोने 
आज क्रौञ्चव्यूहका निर्माण किया है। इसके मुख और 
पक्षभागमें प्रधान-प्रधान योद्धा खडे हुए हैं। तुमलोगोंमें 
कौन ऐसा शख्बवेत्ता है, जो उन वीरोंका भेदन करेगा ? 
जिसमें व्यूहका भेदन करनेकी शक्ति हो, जो वीरोपर 
बिजय पानेके लिये उद्यत हो, वह मेरे हाथसे पानका 
बीड़ा उठा ले।' उस समय वीर लक्ष्मीनिधिने क्रौञ्ञ- 
व्यूहको तोड़नेकी प्रतिज्ञा करके बीड़ा उठा लिया। 
पुष्कलने उनके पीछे सहायताके लिये जानेका विचार 
किया । तदनन्तर इत्रुप्रकी आज्ञासे रिपुताप, नीलरल, 
उम्रास्य और वीरमर्दन--ये सब लोग क्रौञ्चव्यूहका 
भेदन करनेके लिये लक्ष्मीनिधिके साथ गये। 
व्यूहके मुख-भागमें सुकेतु खड़े थे, उनसे 
लक्ष्मीनिधिने कहा--'मैं राजा जनकका पुत्र हूँ, मेरा नाम 
लक्ष्मीनिधि है; मैं कहता हूँ, समस्त दानवकुलका विनाश 
. करनेवाले भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके यज्ञसम्बन्धी अश्वको 
छोड़ दो, नहीं तो मेरे बाणोंसे घायल होकर तुम्हें यमराजके 
लोकमें जाना पड़ेगा।' बीराग्रगण्य लक्ष्मीनिधिके ऐसा 
कहनेपर महाबली सुकेतुने बड़े वेगसे अपना धनुष 
चढ़ाया और तुरंत ही रण-क्षेत्रमें बाणोंकी झड़ी लगा दी । 
यह देख लक्ष्मीनिधिने भी अपने धनुषकी प्रत्यञ्चा चढ़ायी 
और सुकेतुके नाण-समूहको वेगपूर्वक नष्ट करके उनकी 
छातीमें छः तीखे बाण मारे । उनके प्रहारसे सुकेतुकी छाती 


— + 


छिद गयी। इससे क्रोधमें भरकर उन्होंने बीस तीखे 
बाणॉसे लक्ष्मीनिधिको मारा । तन लक्ष्मीनिधिन अपने 
घनुषपर अनेकों सुदृढ़ एबं तेज धारवाले बाण चढ़ाये। 
उनमेंसे चार सायकोंद्रारा उन्होंने सुकेतुके घोड़ोंको मार 
डाला, एकसे उनकी भयङ्कर ध्वजाको हँसते-हँसते काट 
गिराया, एक बाणसे सारथिका मस्तक धड़से अलग 
करके पृथ्वीपर डाल दिया, एकके द्वारा उन्होंने रोषमें 
भरकर प्रल्यञ्चासहित सुकेतुके धनुषको काट डाला तथा 
एक बाणसे उनकी छातीमें बड़े वेगसे प्रहार किया। 
छक्ष्मीनिधिके इस अद्भुत कर्मको देखकर समस्त वीरोंको 
बड़ा विस्मय हुआ। 

धनुष, रथ, घोड़े और सारधिके नष्ट हो जानेपर 
सुकेतु बहुत बड़ी गदा हाथमें लेकर युद्धके लिये आगे 
बढ़े | गदायुद्धमें कुशल शत्रुको विशाल गदा लिये आते 
देख लक्ष्मीनिधि भी लोहेकी बनी हुई भारी गदा लेकर 
रथसे उतर पड़े और गदायुद्धमें प्रवीण वे दोनों बीर 
एक-दूसरको जीतनेके लिये अत्यन्त क्रोधपूर्वक युद्ध 
करने लगे। उस समय छक्ष्मीनिधिने कुपित होकर गदा 
ऊपर उठायी और सुकेतुकी छातीपर गहरी चोट 
पहुँचानेके लिये चे बड़े वेगसे उनकी ओर झपटे; किन्तु 
महाबली सुकेतुने उनकी चलायी हुई गदाको अपने 
हाथमें पकड़ लिया और पुनः बही गदा उनकी छातीमें 
दे मारी। अपनी गदाको इत्रुके हाथमें गयौ देख रजा 
लक्ष्मीनिधिने बाहु-युद्धके द्वारा लड़नेका विचार किया । 
फिर तो दोनों एक-दूसरेसे गुथ गये, पैरमें पैर, हाथमें 
हाथ और छातीमें छाती सटाकर बड़े बेगसे युद्ध करने 
रूगे। इस प्रकार एक-दूसरेका वध करनेको इच्छासे 
परस्पर भिड़े हुए वे दोनों बीर आपसके जलसे आक्रान्त 
होकर मूर्च्छित हो गये, यह देखकर हजारों योद्धा 
विस्मय-विमुग्घ हो उन दोनोंकी प्रशंसा करते हुए कहने 
लगे “राजा लक्ष्मीनिधि धन्य हैं ! तथा महाराज सुबाहुके 
बलवान्‌ भ्राता सुकेतु भी धन्य हैं !!' 


४६६ 


= अर्चयस्व इषीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


( संक्षिप्त पद्मपुराण 


पुष्कलके द्वारा चित्राङ्गका वध, हनुमानज़ीके चरण-प्रहारसे सुबाहुका 
शापोद्धार तथा उनका आत्मसमर्पण 


शोेषजी कहते हैं--मुने ! राजकुमार चित्राङ्ग 
क्रौञ्चव्यूहके कण्ठभागमें रथपर विराजमान था । अनेकों 
बीरोंसे घिरे हुए होनेके कारण उसकी बडी शोभा हो रही 
थी। वाराहावतारधारी भगवान्‌ विष्णुने जिस प्रकार 
समुद्रमें प्रवेश किया था, उसी प्रकार उसने भी शात्रुप्रकी 
सेनामें प्रवेश किया । उसका धनुष अत्यन्त सुदृढ़ और 
मेघ-गर्जनाके समान टङ्कार करनेवाला था! चित्राङ्गने 
उसे खींचकर चढ़ाया और करोड़ों शत्रुओंको भस्म 
करनेवाले तीखे बाणोंका प्रहार आरम्भ किया। उन 
खाणोंसे समस्त शरीर छिन्न-भित्र हो जानेके कारण 
बहुत-से योद्धा धराशायी हो गये । इस प्रकार घोर संग्राम 
आरम्भ हो जानेपर पुष्कल भी युद्धके लिये गये । चित्राङ्ग 
और पुष्कल दोनों एक-दूसरेसे भिड़ गये। उस समय 
उन दोनोंका स्वरूप बड़ा ही मनोहर दिखायी देता था। 
पुष्कलने सुन्दर भ्रामकार्नका प्रयोग करके चित्राङ्गके 
दिव्य रथको आकाइामें घुमाना आरम्भ किया । यह एक 
अद्भुत-सी बात हुई । एक मुहूर्तक आकाइमें चक्कर 
लगानेके बाद घोड़ोंसहित बह रथ बड़े कष्टसे स्थिर हुआ 
और युद्धभूमिमें आकर ठहरा। उस समय चित्राङ्गने 
कहा--'पुष्कल ! तुमने बड़ा उत्तम पराक्रम दिखाया । 
श्रेष्ठ योद्धा संमाममें ऐसे कर्मोकी बड़ी सराहना करते हैं। 
तुम घोड़ोंसहित मेरे रथको आकाइामें घुमाते रह गये ! 
किन्तु अब मेरा भी पराक्रम देखो, जिसकी शूरवीर 
प्रशंसा करते हैं।' ऐसा कहकर चित्राङ्गने युद्धमें बड़े 
भयङ्कर अरूका प्रयोग किया । उस बाणसे आबद्ध 
होकर पुष्कल्का रथ आकारामें पक्षीकी भाँति घोड़े और 
सारथिसहित चक्कर लगाने लगा । पुत्रका यह पराक्रम 
देखकर राजा सुबाहुको बड़ा विस्मय हुआ । 
शङ्रुवीरोंका दमन करनेवाले पुष्कल जब किसी 
तरह धरतीपर आकर ठहरे तो उन्होंने घोड़े और 
सारथिसहित चित्राङ्गके रथको अपने बाणोंसे नष्ट कर 
दिया । जब वह रथ टूट गया तो वीर चित्राङ्ग पुनः दूसरे 


रथपर सवार हुआ; परन्तु पुष्कलने लगे हाथ उसे भी 
अपने बाणॉसे नष्ट कर डाला । इस प्रकार उस मुद्धके 
मैदानमें बीर पुष्कलने राजकुमार चित्राङ्गके दस रथ 
चौपट कर दिये । तन चित्राङ्ग एक विचित्र रथपर सवार 
होकर पुष्कलके साथ युद्ध करनेके लिये बड़े वेगसे 
आया ! उसने क्रोधमें भरकर पाँच भल्ल हाथमें लिये 
और महातेजस्वी भरत-पुत्रके मस्तकको उनका निशाना 
बनाया । उन भल्लोंकी चोट खाकर पुष्कल क्रोधसे जल 
उठे और धनुषपर बाणका सन्धान करके चित्राङ्गको मार 
डालनेकी प्रतिज्ञा करते हुए बोले-- चित्राङ्ग ! यदि इस 
बाणसे मैं तुम्हरे प्राण न ले लूँ तो शील और सदाचारसे 
शोभा पानेवाली सती नारीको कलङ्कित करनेसे 
यमराजके वशमें पड़े हुए पापी मनुष्योंको जिस लोककी 
प्राप्ति होती है, बही मुझे भी मिले ! मेरी यह प्रतिज्ञा सत्य 
हो।' पुष्कलका यह उत्तम वचन सुनकर इात्रुपक्षके 
वीरोंका नाश करनेवाला बुद्धिमान्‌ वीर चित्राङ्ग हँसकर 
'बोला--'शूरशिरोमणे ! प्राणियोंकी मृत्यु सदा और 
सर्वत्र ही हो सकती है; अतः मुझे अपने मरनेका दुःख 
नहीं है; किन्तु तुम मेरे वधके लिये जो बाण छोड़ोगे, उसे 
मैं यदि काट न डाल तो उस आवस्थामें मेरी प्रतिज्ञा 
सुनो--जो मनुष्य तीर्थ-यात्राकी इच्छा रखनेवाले 
पुरुषका मानसिक उत्साह नष्ट करता है, उसको 
'लगनेवाला पाप मुझे भी लगे; क्‍योंकि उस दशामें मैं 
अतिज्ञा-भङ्गका अपराधी समझा जाऊँगा ।' इतना कहकर 
चित्राङ्ग चुप हो राया । उसने अपने धनुषको सँभाला। 
तब पुष्कल बोले--'यदि मैंने निष्कपटं भावसे 
श्रीरामचन्द्रजीके युगल चरंणोंकी उपासना की हो तो मेरी 
बात सच्ची हो जाय । यदि मैं अपनी सीके सिला दूसंरी 
किसी स्त्रीका मनमें भी विचारं न करता .होऊँ तो इस 
सत्यके प्रभावसे युद्धमें मेश वचन सत्य हो।' यह 
कहकर पुष्कलने तुरेत ही अपने धनुषपर एक बाण 
चढ़ाया, जो कालाम्निके समान तेजस्वी तथा वीरोंके 


'पातालखण्ड ] 


पुष्कलके द्वारा चित्राङ्गका वध, हनुमानजीके चरण-प्रहारसे सुबाहुका शापोद्धार + 


४६७ 


मस्तकका उच्छेद करमेबाला था । उस बाणको उन्होंने 
चित्राङ्गके ऊपर छोड़ दिया। वह बाण छूटता देख 
बलवान्‌ राजकुमारने भी धनुषपर कालाग्रिके समान एक 
तीक्ष्ण बाण रखा आर उससे अपने वधके लिये आते 
हुए पुष्कलके वाणको काट डाला । उस समय बाणके 
कट जानेपर पुष्कलको सेनामें भारी हाहाकार मचा । कटे 
हुए बाणका पिछला आधा भाग धरतीपर गिर पड़ा; 
किन्तु पूर्वार्ध भाग, जिसमें बाणका फल (नोंक) जुड़ा 
हुआ था, आगे उसमे एक ही क्षणमें कमलकी 
नालके समान चित्राङ्गक्ा गला काट डाला! 
राजकुमारका सुन्दर गस्नक किरीट और कुण्डलोंसहित 
पृथ्वीपर गिर पड़ा और आकाशसे गिरे हुए चन्द्रमाकी 
भाँति शोभा पाने गा । भरतकुमार बोरबर पुष्कलने 
राजकुमार चित्राङ्गको भूमिपर पड़ा देख उस क्रोञ्च- 
व्यूहक भीतर प्रवेश क्रिया, जो समस्त वीरोँसे सुशोभित 
हो रहा था। 

तदनन्तर आपने पुत्र चित्राङ्गको प्राणहीन होकर 
धरतीपर पड़ा देख गआ सुबाहु पुत्रशोकसे अत्यन्त दुःखी 
होकर विलाप करने त्य । उस समय राजकुमार विचित्र 
और दमन अपने-अपने रथपर बैठकर आये और 
पिताके चरणोंमें प्रणाम करके समयोचित बचन बोले-- 
"राजन्‌ ! हमलोगाक्र जीते-जी आपके हृदयमें दुःख क्यों 
हो रहा है । वीर पुरुपोंक तो युद्धमें मृत्यु अत्यन्त अभीष्ट 
होती है। यह चित्रा धन्य है, जो वोर-भूमिमें शोभा पा 
रहा है। महामते ! आप झोक छोड़िये, दुःखसे इतने 
आतुर क्यों हो रहे हे ? मान्यवर ! हम दोनोंको युद्धके 
लिये आज्ञा दीजिये ओर स्वयं भी युद्धमें मन लगाइये ।' 
अपनी वीरतापर गर्व करनेवाले दोनों पुत्रोंका यह वचन 
सुनकर महाराजमे झाक छोड़ दिया और युद्धके लिये 
निश्चय किया । साथ ही संग्राममें उन्मत्त होकर लड़नेवाले 
चे दोनों भाई विचित्र और दमन भी अपने समान 
योद्धाकी अभिलापा करते हुए असंख्य सैनिकोंसे भरी 
हुई झत्रुकी सेनामें घुस गये । दमनने रिपुतापके और 
निचित्रने नीळरल्रके साथ लोहा लिया.। वे दोनों बीर 
रणभूमिमें उत्साहपूर्वक युद्ध करने लगे। स्वयं राजा 
संन्पन्पुर १६-- 


सुबाहु सुवर्णजटित रथपर सवार हो करोड़ों चीरॉसे घिरे 
हुए शत्रुघके साथ युद्ध करनेके लिये चले । सुबाहुको 
पुत्रवधके कारण रोषमें भरकर युद्धके लिये आते और 
सैनिकोंका नाश करते देखकर उनरुधरके पार्थभागकी रक्षा 
करनेवाले हनुमानजी उनकी ओर दौड़े। नख ही उनके 
आयुध थे और वे युद्धमें मेघकी भाँति विकट गर्जना कर 
रहे थे। उस समय सुनाहुने दस बाणॉसे हनुमानजीकी 
छातीमें बड़े वेगसे चोट की। परन्तु हनुमानजी बड़े 
भयंकर वीर थे । उन्होंने सुबाहुके छोड़े हुए सभी बाण 
अपने हाथसे पकड़ लिये और उन्हें तिल-तिल करके 
तोड़ डाला । वे महान्‌ बलवान्‌ तो थे ही; राजाके रथको 
अपनी पूँछमें पेटकर वेगपूर्वक खींच ले चले । उन्हें 
रथ लेकर जाते देख नृपश्रेष्ठ सुबाहु आकाशमें ही खड़े 
हो गये और तीखी नॉकवाले सायकोंसे उनकी पूँछ, 
मुख, हृदय, बाहु और चरणोमें बारम्बार चोट पहुँचाने 
रूगे। तब कपिवर हनुमानजीको बड़ा क्रोध हुआ। 
उन्होंने वेगसे उछलकर उत्तम योद्धाओसे सुशोभित राजा 
सुबाहुकी छातीमें लात मारी । राजा उनके चरण-प्रहारसे 
मूर्च्छित होकर धरतीपर गिर पड़े और मुखसे गरम-गरम 
रक्त वमन करने लगे । उस समय वे जोर-जोरसे साँस 
लेते हुए काँप रहे थे । मूर्च्छास्थामें ही राजाने एक स्वप्न 
देखा--'अयोध्यापुरीमें सरयूके तटपर भगवान्‌ 
औरामचन्द्रजी यज्ञ-मण्डपके भीतर विराजमान हैं। यज्ञ 
करानेवालोंमें श्रेष्ठ अनेक ब्राह्मण उन्हें घेरकर बैठे हुए 
हैं। ब्रह्मा आदि देवता और करोड़ों ब्रह्माण्डके प्राणी हाथ 
जोड़े खडे हैं तथा बारम्बार भगवानकी स्तुति कर रहे हैं । 
भगवान्‌ श्रीरामका विग्रह श्याम रंगका है, उनके नेत्र 
सुन्दर हैं। उन्होने अपने हाथमें मृगका सींग धारण कर 
रखा है ! नारद आदि देवर्षिगण हाथॉसे जीणा बजाते हुए 
उनका सुयश गान कर रहे है । चारों खेद मूर्तिमान्‌ होकर 
रघुनाथजीकी उपासना करते हैं! संसारमें जो कुछ भी 
सुन्दर वस्तुएँ, हैं, उन सबके दाता पूर्ण ब्रह्म भगवान्‌ 
श्रीराम ही हैं।' 

इस प्रकार स्वप्न देखते-देखते वे जाग उठे, उन्हें 
चेत हो आया। फिर तो चे इत्रुप्रजीके चरणोंकी ओर 


१४७८ 


+ अर्खयस्व हवीकेसं यदीस्छसि परं पदम्‌ « 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


पैदल ही चल दिये । धर्मज्ञ महाराजने युद्धके लिये उद्यत 
हुए सुकेतु, विचित्र और दमनको बुलाकर लड़नेसे रोका 
और कहा--“अब शीघ्र ही युद्ध बंद करो, दमन ! यह 
अहुत बड़ा अन्याय हुआ, जो तुमने भगवान्‌ श्रीरामके 
तेजस्वी अश्वको पकड़ लिया। ये श्रीरामचन्द्रजी कार्य 
और कारणसे परे साक्षात्‌ परह्य हैं, चराचर जगत्के 
स्वामी हैं, मानव-शरीर घारण करनेपर भी वे यास्तवमें 
मनुष्य नहीं हैं। इन्हें इस रूपमें जान लेना ही ब्रह्मज्ञान 
है। इस तत्वको मैं अभी समझ पाया हूँ | मेरे पापहीन 
पुत्रो ! पूर्वकालमें असिताङ्गमुनिके शापसे मेरा ज्ञानरूपी 
धन नष्ट हो गया था। [वह प्रसङ्ग मैं सुना रहा हूँ---] 
प्राचीन समयकी बात है, मैं तत्त्वज्ञान प्राप्त करनेकी 
इच्छासे तीर्थयात्राके लिये निकला था । उस यात्रामें मुझे 
अनेकों धर्मज्ञ ऋषि-महर्षियोके दर्शन हुए। एक दिन 
ज्ञान-आप्तिकी इच्छासे मैं असिताङ्गमुनिकी सेवामें गया । 
उस समय उन न्रहम्षिने मेरे ऊपर कृपा करके इस प्रकार 
उपदेश देना आरम्भ किया- “वे जो अयोध्यापुरीके 
स्वामी महाराज श्रीरामचन्द्रजी हैं, उन्हींका नाम परब्रह्म है 
तथा जो उनकी धर्मपत्नी जनककिशोरी भगवती सीता हैं, 
नें भगवानकी साक्षात्‌ चिन्मयी शक्ति मानी गयी हैं। 
दुस्तर एवं अपार संसार-सागरसे पार जानेकी इच्छा 
रखनेबाले योगीजन यम-नियम आदि साधनोके द्वारा 
साक्षात्‌ श्रोरघुनाथजीकी ही उपासना करते हैं। वे ही 
ध्वजामें गरुड़का चिह्न धारण करनेवाले भगवान्‌ नारायण 
हैं। स्मरण करनेमात्रसे ही वे बड़े-बड़े पापोंको हर लेते 
हैं। जो विद्वान्‌ उनकी उपासना करेगा, वह इस संसार- 
समुद्रसे तर जायगा।' मुनिकी बात सुनकर मैंने उनका 
उपहास करते हुए कहा--'राम कौन बड़े शक्तिशाली 
हैं। ये तो एक साधारण मनुष्य हैं ! इसी प्रकार हर्ष और 
झोकमें डूबी हुई ये जानकीदेवी भी क्या चीज हैं ? जो 
अजन्मा है, उसका जन्म कैसा ? तथा जो अकर्ता है, 
डसके लिये संसारमें आनेका क्या प्रयोजन है ? मुने ! 
मुझे तो आप उस तत्त्वा उपदेश दीजिये, जो -जन्म, 
दुःख और -जरावस्थासे परे हो।' मेरे ऐसा कहनेपर उन 
विद्वान्‌ मुनीश्वरने मुझे शाप .दे दिया। वे बोले--'ओ 


नीच ! तू श्रीरघुनाथजीके स्वरूपको नहीं जानता तो भी 
मेरे कथनका प्रतिवाद कर रहा है, इन भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्रजीकी निन्दा करता है और “ये साधारण मनुष्य 
है" ऐसा कहकर उनका उपहास कर रहा है; इसलिये तू 
तत्त्वज्ञानसे शून्य होकर केवल पेट पालनेमें लगा रहेगा ।' 
यह सुनकर मैंने महर्षिके चरण पकड़ लिये और अपने 
अति उनके हृदयमें दयाका सञ्चार किया | ने करुणाके 
सागर थे, मेरी प्रार्थनासे पिघल गये और बोले-- 
“राजन्‌ ! जब तुम श्रीरघुनाथजीके यज्ञमें वित्र डालोगे 
और हनुमानजी वेगपूर्वक तुम्हारे ऊपर चरण-प्रहार 
करेंगे, उसी समय तुम्हें भगवान्‌ श्रीरामके स्वरूपका ज्ञान 
होगा; अन्यथा आपनी बुद्धिसे तुम उन्हें नहीं जान 
सकोगे।' मुनिवर असिताङ्गने पहले ही जो बात बतायी 
थी, उसका इस समय मुझे प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है । 
अतः अब मेरे महाबली सैनिक रघुनाथजीके शोभायमान 
अश्वको ले आवें। उसके साथ ही मैं बहुत-सा धन-वस्र 
तथा यह राज्य भी भगवानको अर्पण कर दूँगा । वह यज्ञ 
अत्यन्त पुण्य प्रदान करनेवाला है। उसमें श्रीरम- 
चन्द्रजीका दर्शन करके मैं कृतार्थ हो जाऊँगा, इसलिये 
घोड़ेसहित अपना सर्वस्व समर्पण कर देना ही मुझे 
अच्छा जान पड़ता है।” 

उत्तम रीतिसे युद्ध करनेवाले सुनाहुपुत्रोंने पिताकी 
बात सुनकर बड़ा हर्ष प्रकट किया। वे महाराज 
सुबाहुको श्रीरघुनाथजीके दर्शनके लिये उत्कण्ठित 
देखकर उनसे बोले--'राजन्‌ ! हमलोग आपके 
चरणोंके सिवा और कुछ नहीं जानते, अतः आपके 
हृदयमें जो शुभ सङ्कल्प प्रकट हुआ है, वह शीघ्र ही पूर्ण 
होना चाहिये । सफेद चैंबरसे सुशोभित, रल और माला 
आदिकी झोभासे सम्पन्न तथा चन्दन आदिके द्वारा 
चर्चित यह यज्ञ-सम्बन्धी अश्व शत्रुघजीके पास ले 
जाइये । आपकी आशाके अनुसार उपयोग होनेमें ही इस 
राज्यकी: सार्थकता है । स्वामिन्‌ ! प्रचुर समृद्धियोसे भरे 
हुए कोष, हाथी, घोड़े, वख, रल, मोती तथा मूँगे आदि. 
द्रव्य लाखोंकी संख्यामें प्रस्तुत हैं। इनके सिवा और भी 
जो-जो महान्‌ अभ्युदयकी वस्तुएँ हैं, उन सबको 


पातालखण्ड ] 


« पुष्कलके द्वारो चित्राङ्गका बघ, हनुमानजीके चरण-अहारसे सुबाहुका झापोद्धार « 


$$५५०५०५००००००५५००५००००७५००५७५०७७४७७७७५७०७४७५५०४%४५७४४%४४*०४»3:555%5%४०४:५%०»७:ल्‍%2%25%2७४2०*४०22#%6#*##. 


ड६९ 


श्रीरामचन्द्रजीकी सेवामें समर्पित कीजिये। महामते ! 
हम सभी पुत्र आपके किङ्कर हैं, हमें भी भगवानको 
सेवामें अर्पण कीजिये ।' 
पुत्रोके ये वचन सुनकर महाराज सुबाहुको बड़ा हर्ष 
हुआ। खे आज्ञा-पालनके लिये उद्यत हुए अपने वीर 
पुत्रोंसे इस प्रकार बोले--'तुम सब लोग हाथोंमें 
हथियार ले नाना प्रकारके रथोंसे घिरकर कवच आदिसे 
सुसज्जित हो घोड़ेको यहाँ ले आओ । तत्पश्चात्‌ मैं राजा 
शत्रुप्के पास चढूँगा।' 
शेषजी कहते है--राजा सुबाहुके वचन सुनकर 
बिचित्र, दमन, सुकेतु तथा अन्यान्य शूरबीर उनकी 
आज्ञाका पालन करनेके लिये उद्यत हो नगरमें गये और 
उस मनोहर अश्वको, जो सफेद चैंवरसे संयुक्त और 
स्वर्णपत्र आदिसे अलङ्कृत था, राजाके सामने ले आये। 
रत्नमाला आदिसे विभूषित और मनके समान वेगवान्‌ 
उस अश्वमेध यज्ञके घोडेको लाया गया देख बुद्धिमान्‌ 
राजाको बड़ी प्रसन्नता हुई । ले अपने पुत्र-पौत्रॉके साथ 
परम धार्मिक शत्रुग्जजीके समीप पैदल ही चले। उन्हें 


asses aan ens. 


इसमें आसक्त होते हैं; उन्हें यह दुःख ही देता है।' यही 
सोचकर चे विनाशको ओर जानेवाले धनका सदुपयोग 
'करनेके लिये बहाँसे चले। निकट जाकर उन्होंने 
देखा--शत्रुघ्जी श्वेतछत्रसे सुशोभित हैं तथा मन्त्री 
सुमतिसे भगवान्‌ श्रीरामकी कथावार्ता पूछ रहे हैं। 
भयकी बात तो उन्हें छू भी नहीं सकी थी । वे बीरोचित 
भासे उद्दी्त हो रहे थे। 

उनका दर्शन करके पुत्रसहित राजा सुबाहुमे 
झात्रु्रजीके चरणोंमें प्रणाम किया और अत्यन्त हर्षमें 
भरकर कहा--'मै धन्य हो गया।' उस समय उनका 
मन एकमात्र श्रीरघुनाथजीके चिन्तनमें लगा हुआ था। 
शात्रुघ्नने देखा ये उद्भट राजा सुनाहु मेरे प्रेमी होकर मिलने 
आये हैं, तो वे आसनसे उठ खड़े हुए और सबके साथ 
बॉहें पसारकर मिले । विपक्षी वीराँका नाश करनेवाले 
राजा सुबाहुने शत्रुघ्रजीका भलीभांति पूजन करके 
अत्यन्त हर्ष ग्राप्त किया और गद्गद स्वरसे कहा-- 
"करुणानिधे ! आज मैं पुत्र, कुटुम्ब और आहनसहित 
धन्य हो गया; क्योंकि इस समय मुझे करोड़ों राजाओं- 
द्वारा अभिवन्दित आपके चरणोंका दर्शन हो रहा है । मेरा 
पुत्र दमन अभी नादान है, इसीलिये इसने इस श्रेष्ठ 
अश्वको पकड़ लिया है; आप इसके अनीतिपूर्ण 
बर्ताबको क्षमा कीजिये। जो सम्पूर्ण देवताओकि भी 
देवता हैं तथा जो लीलासे ही इस जगतकी सृष्टि, 
पालन और संहार करनेवाले हैं, उन रघुबंशशिरोमणि 
श्रीरामचन्द्रजीको यह नहीं जानता, इसीसे इसके द्वारा यह 
अपराध हो गया है। हमारे इस राज्यका प्रत्येक अङ्ग 
समृद्धशाली है। सेना और सवारियोंकी संख्या भी बहुत 
बढ़ी-चढ़ी है। ये सब श्रीरामकी सेवामे समर्पित हैं। ये 
मेरे पुत्र और हम भी आपहीके हैं। हम सन लोगोंके 
स्वामी भगवान्‌ श्रीराम ही हैं। हम आपकी प्रत्येक 
आशाका पालन करेंगे। मेरी दी हुई ये सभी वस्तुएँ 
स्वीकार करके इन्हें सफल बनाइये। मेरे पास कोई भी 
ऐसी वस्तु नहीं है जो ग्रहण करनेके योग्य न हो। 
श्रीरामजीके चरणारविन्दोंके मधुकर हनुमानजी कहाँ हैं ? 
उन्हींकी कृपासे मैं राजाधिराज भगवाम्‌ रामका दर्शन 


४७० 


करूंगा! साधुओंका सङ्ग हो जानेपर इस पृथ्वीपर 
बया-क्या नहीं मिल जाता ! मै महामूढ़ था; किन्तु संतके 
प्रसादसे ही आज मेरा ब्रह्मशापसे उद्धार हुआ है । अब 
मैं पद्मपत्रके समान विशाल लोचनॉवाले महाराज 
श्रीरधुनाथजीका दर्शन करके इस लोकमें जन्म लेनेका 
सम्पूर्ण एवं दुर्लभ फल प्राप्त करूँगा । मेरी आयुका बहुत 
बड़ा भाग श्रीरामके वियोगमें ही बीत गया। अब 
थोड़ी-सी ही आयु शेष रह गयी है; इसमें मैं 
श्रीरघुनाथजीका कैसे दर्शन करूँगा ? मुझे यज्ञकर्ममें 
कुशल श्रीरामचन्द्रजीका दर्शन कराइये, जिनके चरणोंकी 
धूलिसे पवित्र होकर शिला भी मुनिपत्री हो गयी तथा 
युद्धमें जिनके मुखारबिन्दका अवलोकन करके अनेकों 
बीर परमपदको प्राप्त हो गये। जो लोग आदरपूर्वक 
श्रीरघुनाथजीके नाम लेते हैं, वे उसी परम धामको प्राप्त 
होते हैं, जिसका योगी लोग चिन्तन किया करते हैं। 
अयोध्याके लोग धन्य हैं, जो अपने नेत्र-पुरोंके द्वारा 
श्रीरामके मुखकमलका मकरन्द पान करके सुख पाते 
और महान्‌ अभ्युदयको प्राप्त होते हैं ।' 
शब्नुघने कहा--राजन्‌ ! आप ऐसा क्यों कहते 
है? आप वृद्ध होनेके नाते मेरे पूज्य हैं। आपका यह 
सारा राज्य राजकुमार दमनके अधिकारमें रहना चाहिये । 
क्षत्रियोंका कर्तव्य ही ऐसा है, जो युद्धका अवसर 
उपस्थित कर देता है । सम्पूर्ण राज्य और यह धन--सब 
मेरी आज्ञासे लौटा ले जाइये। महीपते ! जिस प्रकार 


श्रीरघुनाथजी मेरे लिये मन-वाणीद्वारा सदा ही पूज्य हैं, 
उसी अकार आप भी पूजनीय होंगे । इस घोड़ेके पीछे 
चलनेके लिये आप भी तैयार हो जाइये । 

परम बुद्धिमान्‌ शत्नुञ्जजीका कथन सुनकर सुबाहुने 
अपने पुत्रको राज्यपर अभिषिक्त कर दिया। उस समय 
इज्रुघ्रजीने उनकी बड़ी सराहना की। तदनन्तर वे 
महारथियोंसे घिरकर रणभूमिमें गये और पुष्कलके 
हाथसे मरे हुए अपने पुत्रका विधिपूर्वक दाह-संस्कार 
करके कुछ देरतक शोकमें डूबे रहे; उनका वह झोक 
साधारण लोगोंकी ही दृष्टिमें था । वास्तवमें तो चे महारथी 
नरेश तत्त्वज्ञानी थे; अतः श्रीरधुनाथजीका निरन्तर स्मरण 
करते हुए उन्होने ज्ञानके द्वारा अपना समस्त शोक दूर कर 
दिया। फिर अरू-शस्रोंसे सुसज्जित होकर रथपर बैठे 
और विशाल सेनाके साथ महारथियोंको आगे करके 
इतरुध्रके पास आये। राजा झतरुघ्ने सुबाहुको सम्पूर्ण 
सेनाके साथ उपस्थित देख घोड़ेकी रक्षाके लिये जानेका 
विचार किया। सुबाहुके यहाँसे छूटनेपर बह भालपत्रसे 
चिहित अश्व भारतवर्षकी वामावर्त परिक्रमा करता हुआ 
पूर्वदिशाके अनेकों देशोंमें गया। उन सभी देशॉमें 
बड़े-बड़े शूरवीरोंद्वार पूजित भूपाल उस अश्वको प्रणाम 
करते थे । कोई भी उसे पकड़ता नहीं था । कोई विचित्र 
विचित्र वस्त्र, कोई अपना महान्‌ राज्य तथा कोई 
धन-वैभव या और कोई वस्तु भेंटके लिये लाकर 
अश्वसहित शत्रुम्नको प्रणाम करते थे । 


A पत । 


तेजःपुरके राजा सत्यवान्‌की जन्मकथा--सत्यवानका शात्रुघ्चको सर्वस्व-समर्पण 


झोषजी कहते हैं--मुनिवर ! सुवर्णपत्रसे शोभा 
पानेबाला यह यज्ञसम्बन्धी अश्व पूर्वोक्त देशोंमें भ्रमण 
करता हुआ तेजःपुरमें गया, जहाँके राजा सत्यवान्‌ 
सत्यधर्मका आश्रय लेकर प्रजाका पालनः करते थे। 
तदनम्तर शात्रके नगरका विध्वंस करनेवाले 
श्रीरधुनाथजीके भाई शत्रुम्रजी करोड़ों वीरोंसे घिरकर 
घोड्रेके पीछे-पीछे उस राजाके नगरसे होकर निकले । 
बह नगर बड़ा रमणीय था । चित्र-विचित्र प्राकार उसकी 


शोभा बढ़ा रहे थे । हजारों देव-मन्दिरोंके कारण वह सब 
ओरसे शोभायमान दिखायो देता था । भगवान्‌ शङ्करके 
मस्तकपर निवास करनेवाली महादेवी भगवती भागीरथी 
वहाँ प्रवाहित हो रही थीं । उनके तटपर ऋषि-महर्षियोंका 
समुदाय निवास करता था। तेजःपुरमें रहनेवाले प्रत्येक 
ज्राह्मणके घरमें जो अग्रिहोत्रका घुआँ उठता था, वह 
पापमें डूबे हुए बड़े-बड़े पातकियोंको भी पवित्र कर देता 
था। उस नगरको देखकर शात्रुघने सुमतिसे पूछा-- 


र 


“मन्त्रिबर ! यह सामने दिखायी देनेवाला नगर किसका 
है, जो धर्मपूर्वक पालित होनेके कारण मेरे मनको अपार 
आनन्द प्रदान करता है ?' 
सुमतिने कहा--स्वामिन्‌ ! यहाँके राजा भगवान्‌ 
विष्णुके भक्त हैं। आप सावधान होकर उनकी 
कल्याणमयी कथाऑको सुनें। उनका श्रवण करनेसे 
मनुष्य ब्रह्महत्या-जैसे पापसे भी मुक्त हो जाता है। इस 
नगरके राजाका नाम है सत्यवान्‌। वे श्रीरामचन्द्रजीके 
चरणारविन्दोंका रस-पान करनेके लिये भ्रमर एवं 
जीवन्मुक्त हैं। उन्हें यज्ञ और उसके अज्ञोंका पूर्ण ज्ञान 
है। वे महान्‌ कर्मठ और प्रजाजनोंके रक्षक हैं। 
पूर्वक्रालमें यहाँ ऋतम्भर नामके एक राजा हो गये हैं। 
उन्हें कोई सन्तान नहीं थी । उनके कई स्त्रियाँ थीं, परन्तु 
उनमेंसे किसीके गर्भसे भी राजाको पुत्रकी प्राप्ति नहीं 
हुई । एक दिन दैवबश उनके यहाँ जाबालि नामक मुनि 
पधारे। राजाने कुझरू-परश्नके पश्चात्‌ उनसे पुत्र उत्पन्न 
होनेका उपाय पूछा । 
ऋहतम्भरने कहा--स्वामिन्‌ ! मैं सन्तानहीन हूँ; 
मुझे कोई ऐसा उपाय बताइये, जो पुत्र उत्पन्न होमेमें 
सहायक हो। जिसका प्रयोग करनेसे मेरी बंश- 
परम्पराकी रक्षा करनेवाला एक श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हो। 
राजाकी यह बात सुनकर मुनिश्रेष्ठ जाबालिने 
कहा--“राजन्‌ ! सन्तान-प्रापिकी इच्छावाले मनुष्यके 
लिये तीन प्रकारके उपाय बताये गये हैं--भगवान्‌ 
विष्णुकी, गौकी अथवा भगवान्‌ शिवकी कृपा; अतः 
तुम देवस्वरूपा गौकी पूजा करो; क्योंकि उसकी पूँछ, 
मुँह, सींग तथा पृष्ठभागमें भी देवताओंका निवास है। 
जो प्रतिदिन अपने घरपर घास आदिके द्वारा गौकी पूजा 
करता है, उसपर देवता और पितर सदा सन्तुष्ट रहते हैं। 
जो उत्तम व्रतका पालन करनेवाला मनुष्य प्रतिदिन 


नियमपूर्वक गौको भोजन देता है, उसके सभी मनोरथ 
उस सत्य धर्मका अनुष्ठान करनेके कारण पूर्ण हो जाते 
हैं। यदि घरमें प्यासी हुई गाय बैंधी रहे, रजस्वला कन्या 
अविवाहित हो तथा देवताके विग्रहपर दूसरे दिनका 
चढ़ाया हुआ निर्माल्य पड़ा रहे तो ये सभी दोष पहलेके 
किये हुए पुण्यको नष्ट कर डालते हैं । जो मनुष्य घास 
चरती हुई गौको रोकता है, उसके पूर्वज पितर पतनोन्मुख 
होकर काँप उठते हैं। जो मूढ्बुद्धि मानव गौको लाठीसे 
मारता है, उसे हाथसे हीन होकर यमराजके नगरमे जाना 
पड़ता है।* जो गौके शरीरसे डाँस और मच्छरोंको 
हटाता है, उसके पूर्वज कृतार्थ होकर अधिक प्रसन्नताके 
कारण नाच उठते हैं और कहते हैं 'हमारा यह वंशज 
बड़ा भाग्यवान्‌ है, अपनी गो-सेवाके द्वारा यह हमें 
तार देगा ।' 

“इस विषयमे जानकार लोग एक प्राचीन 
इतिहासका उदाहरण दिया करते हैं, जो धर्मराजके नगरमें 
राजा जनकके सामने अद्भुत रूपसे घटित हुआ था। एक 
समयकी बात है, राजा जनकने योगके द्वारा अपने 
शरीरका परित्याग कर दिया । उस समय उनके पास एक 
विमान आया, जो क्षुद्र-घण्टिकाऑसे शोभा पा रहा था। 
शजा दिव्य-देहसे विमानपर आरूढ होकर चल दिये 
और उनके त्यागे हुए शरीरको सेबकगण उठा ले गये। 
राजा जनक धर्मराजकी संयमनीपुरीके निकटवर्ती मार्गसे 
जा रहे थे । उस समय करोड़ों नरकोंमें जो पापाचारी जीव 
यातना भोग रहे थे, खे जनकके शरीरकी वायुका स्पर्श 
पाकर सुखी हो गये। परन्तु जब ते उस स्थानसे आगे 
निकले तो पापपीड़ित आणी उन्हें जाते देख भयभीत 
होकर जोर-जोरसे चीत्कार करने लगे ! वे नहीं चाहते थे 
कि राजा जनकसे वियोग हो। उन्होंने करुणा-जनक 
वाणीमें कहा--'पुण्यात्मन्‌ ! यहाँसे न जाओ । तुम्हारे 


* तृषिता गौगृहि बद्धा गेहे कन्या रजस्वर््र। देवताश्च सनिर्माल्या हन्ति पुण्यं पुराकृतम्‌॥ 
यो वै गां प्रतिषिध्येत चरन्तीं स्त्रे तृणं नरः । तस्य पूर्वे च पितरः कम्पन्ते पतनोन्मुखाः॥ 
यो खै ताडयते यष्ट्या धेनु मत्यों विमूढधीः । धर्मराजस्य नगरे स याति करवर्जितः ॥ (३० | २७-२९) 


» अर्चयस्व इधीकेश यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


ए संक्षिप्त पद्मपुराण 


शरीरको छूकर चलनेवाली वायुका स्पर्श पाकर हम 
यातनापीड़ित प्राणियोंको बड़ा सुख मिल रहा है।' 
“राजा बड़े धर्मात्मा थे, उन दुःखी जीवॉकी पुकार 
सुनकर उनके हृदयमें करुणा भर आयी। के सोचने 
छगे--“यदि मेरे रहनेसे इन प्राणियोंको सुख होता है, तो 
अब मैं इसी नगरमें निवास करूँगा; यही मेरे लिये 
मनोहर स्वर्ग है।' ऐसा बिचार करके राजा जनक दुःखी 
प्राणियांको सुख पहुँचानेके लिये वहीं--नरकके 
दरवाजेपर ही ठहर गग्ने । उस समय उनका हृदय दयासे 
परिपूर्ण हो रहा था। इतनेहीमें नरकके उस दुःखदायी: 
द्वारपर नाना प्रकार पातकके करनेवाले प्राणियोंको कठोर 
यातना देते हुए स्वयं धर्मराज उपस्थित हुए। उन्हेनि 
देखा, महान्‌ पुण्यात्मा तथा दयालु राजा जनक विमानपर 
आरूढ़ हो नरकके दरवाजेपर खड़े हैं। उन्हें देखकर 
प्रेतराज हँस पड़े और नोले---'राजन्‌ ! तुम तो समस्त 
धर्मात्माओंके शिरेमणि हो, भला तुम यहाँ कैसे आये ? 
यह स्थान तो प्राणियोंकी हिंसा करनेवाले पापाचारी एवं 
दुष्टात्मा जीवोंके लिये है। यहाँ तुम्हारे समान पुण्यात्मा 
पुरुष नहीं आते । यहाँ उन्हीं मनुष्योंका आगमन होता है, 
जो अन्य प्राणियोंसे द्रोह करते, दूसरॉपर कलङ्क लगाते 
तथा औरोंका धन लूट-खसोटकर जीविका चलाते हैं। 
जो अपनी सेवामे लगी हुई धर्म-परायणा पत्नीको बिना 
किसी अपराधके त्याग देता है, उसको भी यहाँ आना 
पड़ता है। जो धनके लालचमें फँसकर मित्रके साथ 
धोखा करता है, वह मनुष्य यहाँ आकर मेरे हाथसे 
भयङ्कर यातना आप्त करता है। जो मूढ़चित्त मानव दम्भ, 
द्वेष अथवा उपहासवश मन, वाणी एवं क्रियाद्वारा कभी 
भगवान्‌ श्रीयमका स्मरण नहीं करता, उसे बाँधकर मैं 
नरकोंमें डाल देता हूँ और अच्छी तरह पकाता हूँ। 
जिन्होंने नरकके कष्टका निवारण करनेबाले रमानाथ 


भगवान्‌ श्रीविष्णुका स्मरण किया है, वे मेरे स्थानको 
छोड़कर बहुत शीघ्र वैकुण्ठधामको प्राप्त होते हैं। 
मनुष्योंके शरीरमें तभीतक पाप ठहर पाता है, जबतक 
कि वे अपनी जिह्लासे श्रीराम-नामका उच्चारण नहीं 
करते ।# महामते! जो बड़े-बड़े पापोंका आचरण 
करनेवाले हैं, उन्हीं लोगोंको मेरे दूत यहाँ ले आते 
हैं! तुम्हारे-जैसे पुण्यात्माऑकी ओर तो वे देख ही 
नहीं सकते; अतः महाराज ! यहाँसे जाओ और अनेक 
अकारके दिव्य भोगोंका उपभोग करो। इस श्रेष्ठ 
बिमानपर आरूढ़ होकर अपने उपार्जित किये हुए 
पुण्यको भोगो ।' 

“'जनकने कहा--'नाथ ! मुझे इन दुःखी 
जीवॉपर दया आती है, आतः इन्हें छोड़कर मैं नहीं जा 
'सकता। मेरे शरीरकी वायुका स्पर्श पाकर इन लोगोंको 
सुख मिल रहा है। धर्मराज ! यदि आप नरकमें पड़े हुए 
इन सभी प्राणियोंको छोड़ दें, तो मैं पुण्यात्माओके 
निवासस्थान स्वर्गको सुखपूर्वक जा सकता हूँ।' 

“धर्मराज खोले--राजन्‌! [यह जो तुम्हारे 
सामने खड़ा है] इस पापीने अपने मित्रकी पत्नीके साथ, 
जो इसके ऊपर पूर्ण विश्वास करती थी, बलात्कार किया 
है; इसलिये मैंने इसे लोहशङ्कु नामक नरकमें डालकर 
दस हजार वर्षोतक पकाया है। इसके पश्चात्‌ इसे 
सूआरकी योनिमें डालकर अन्ततमें मनुष्यके शरीरमें उत्पन्न 
करना है। मनुष्य-योनिमें यह नपुंसक होगा । इस दूसरे 
पापीने अनेकों बार बलपूर्वक परायी स्रियोंका आल्िङ्गन 
किया है; इसलिये यह सौ वर्षौतक रौरव नरकमें पकाया 
जायगा और यह जो पापी खड़ा है, यह बड़ी नीच 
बुद्धिका है! इसने दूसरोंका धन चुराकर स्वयं भोगा है; 
इसलिये इसके दोनों हाथ काटकर मैं इसे पूयशोणित 
नामक नरकमें पकाऊँगा। इसने सायकालके समय 


+ यो रामे मनसा बाचा कर्मणा दम्मतोऽपि था ! द्वेषाद्दा चोपहासाद्दा न स्परत्येव मूढथीः ॥ 
तं बन्नामि पुनस्त्वेधु निक्षिप्य श्रपयामि च।यैः स्मृतो वै रमानाथो नरकक्लेशवारकः ॥ 
ते मत्स्थानं विहायाशु वैकुण्ठाख्यं अयान्त्यहो | तावत्पापंमनुष्याणामङ्गेसु नृप तिष्ठति॥ 


सावद्रामं रसनया 


न गृह्णाति 


सुदुर्मतिः ॥ 


(३०।४८-¬५९) 


पात्तारूखण्ड ] 


« त्तेज:पुरके राजा सत्यवानकी जन्मकथा--सत्यवानका शात्रुघ्रको सर्वस्व-समर्पण + 


ot] 


£००७०००००७७७०००००००- ७७९०%०००००९००००००००००" ९७५००७०००००%००७७००००७०९००९००००००९०:९०९०९९००:०००००००७०००-०७०५७००००-००००५०.. 


भूखसे पीड़ित हो घरपर आये हुए अतिथिका बचनद्वारा 
भी स्वागत-सत्कार नहीं किया है; अतः इसे अन्धकारसे 
भरे हुए तामिस्न नामक नरकमें गिराना उचित है। वहाँ 
भ्रमरोंसे पीड़ित होकर यह सौ वर्षोतक यातना भोगे । यह 
पापी उच्च स्वरसे दूसरोंकी निन्दा करते हुए कभी लज्जित 
नहीं हुआ है तथा उसने भी कान लगा-लगाकर अनेकों 
बार दूसरोंकी निन्दा सुनी है; अतः ये दोनों पापी 
अन्धकूपमें पड़कर दुःख-पर-दुःख उठा रहे हैं। यह जो 
अत्यन्त उद्धिम्न दिखायी दे रहा है, मित्रोंसे द्रोह करनेवाला 
है, इसीलिये इसे रौरव नरकमें पकाया जाता है। 
नरश्रेष्ठ ! इन सभी पापियोंको इनके पापोंका भोग 
कराकर छुटकारा दूँगा। अतः तुम उत्तम लोकोंमें जाओ; 
क्योंकि तुमने पुण्य-राशिका उपार्जन किया है। 

**जनकने पूछा--धर्मराज ! इन दुःखी जीवॉका 
नरकसे उद्धार कैसे होगा? आप वह उपाय बतावें, 
जिसका अनुष्ठान करनेसे इन्हें सुख मिले । 

“धर्मराज बोले--महाराज ! इन्होंने कभी 
भगवान्‌ विष्णुकी आराधना नहीं की, उनकी कथा नहीं 
सुनी, फिर इन पापियोंको नरकसे छुटकारा कैसे मिल 
सकता है ! इन्होंने बड़े-बड़े पाप किये हैं तो भी यदि तुम 
इन्हें छुड़ाना चाहते हो तो अपना पुण्य अर्पण करो। 
कौन-सा पुण्य ? सो मैं बतलाता हूँ। एक दिन प्रातः- 
काल उठकर तुमने शुद्ध चित्तसे श्रीरघुनाथजीका ध्यान 
किया था, जिनका नाम महान्‌ पापोंका भी नाश करनेवाला 
है। नरश्रेष्ठ ! उस दिन तुमने जो अकस्मात्‌ 'राम-राम' का 
उच्चारण किया था, उसीका पुण्य इन पापियोंको दे डालो; 
जिससे इनका नरकसे उद्धार हो जाय ।” 

जाबालि कहते हैं--महाराज ! बुद्धिमान्‌ 
धर्मराजके उपर्युक्त वचन सुनकर राजा जनकने अपने 
जीवनभरका कमाया हुआ पुण्य उन पापियोंको दे डाला । 
उनके सङ्कल्प करते ही नरकमें पड़े हुए जीव तत्क्षण 
चहाँसे मुक्त हो गये और दिव्य शरीर धारण करके 
जनकसे बोले--'राजन्‌ ! आपकी कृपासे हमलोग एक 
ही क्षणमें इस दुःखदायी नरकसे छुटकारा पा गये, अन 
हम परमधामको जा रहे हैं ।' राजा जनक सम्पूर्ण ग्राणियों- 


पर दया करनेवाले थे; उन्होंने नरकसे निकले हुए 
प्राणियोंका सूर्यके समान तेजस्वी रूप देखकर मन-ही- 
मन बड़े सन्तोषका अनुभव किया। वे सभी प्राणी 
दयासागर महाराज जनकको प्रशांसा करते हुए दिव्य 
लोकको चले गये।नरकस्थ प्राणियोंके चले जानेपर राजा 
जनकने सम्पूर्ण धर्मज्ञे श्रेष्ठ यमसजसे प्रश्न किया ! 

राजाने कहा--घर्मराज ! आपने कहा था कि 
पाप करनेवाले मनुष्य ही आपके स्थानपर आते हैं, 
धार्मिक चर्चामें लगे रहनेवाले जीवोंका यहाँ आगमन 
नहीं होता । ऐसी दशामें मेरा यहाँ किस पापके कारण 
आना हुआ है ? आप धर्मात्मा हैं; इसलिये मेरे पापका 
समस्त कारण आरग्भसे ही बतार्वे । 

धर्मराज बोले--राजन्‌ ! तुम्हारा पुण्य बहुत बड़ा 
है। इस पृथ्वीपर तुम्हारे समान पुण्य किसीका नहीं है। 
तुम श्रीरघुनाथजीके युगल्चरणारविन्दोंका मकरन्द पान 
करनेवाले भ्रमर हो। तुम्हारी कीर्तिमयी गङ्गा मलसे भरे 
हुए समस्त पापियोंको पवित्र कर देती है । वह अत्यन्त 
आनन्द प्रदान करनेवाली और दुष्टोंको तारनेवाली है। 
तथापि तुम्हारा एक छोटा-सा पाप भी है, जिसके कारण 
तुम पुण्यसे भरे होनेपर भी संयमनीपुरीके पास आये हो । 
एक समयकी बात है--एक गाय कहीं चर रही थी, 
तुमने पहुँचकर उसके चरनेमें रुकावट डाल दी। उसी 
पापका यह फल है कि तुम्हें नरकका दरवाजा देखना 
पड़ा है। इस समय तुम उससे छुटकारा पा गये तथा 
तुम्हार पुण्य पहलेसे बहुत बढ़ गया; आतः अपने 
पुण्यद्वारा उपार्जित नाना प्रकारके उत्तम भोगोंका उपभोग 
करो । श्रीरछुनाथजी करुणाके सागर हैं उन्होंने इन दुःखी 
जीवॉका दुःख दूर करनेके लिये ही संयमनीके इस 
महामार्गमें तुम-जैसे वैष्णनको भेज दिया है। सुब्रत ! 
यदि तुम इस मार्गसे नहीं आते तो इन बेचारॉका नरकसे 
उद्धार कैसे होता ! महामते ! दूसरोंके दुःखसे दुःखी 
होनेवाले तुम्हारे-जैसे दया-धाम महात्मा आर्त प्राणियोंका 
दुःख दूर करते ही हैं। 

जाबालि कहते हैं--ऐसा कहते हुए यमराजको 
अणाम करके राजा जनक परमधामको चले गये। 


० अर्चयस्व हषीकेशं यदीच्छरिर परे पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पदापुराण 


इसलिये नृपश्रेष्ठ ! तुम गौकी पूजा करो; वह सन्तुष्ट 
होनेपर तुम्हें शीघ्र ही धर्मपरायण पुत्र देगी। 
सुमति कहते है--सुमित्रानन्दन ! जाबालिके 
मुहसे धेनु-पूजाकी बात सुनकर राजा ऋतम्भरने आदर- 
पूर्वक पूछा--'मुने ! गौकी किस प्रकार यत्नपूर्वक पूजा 
करनी चाहिये ? पूजा करनेसे वह मनुष्यको कैसा बना 
देती है ?' तब जाबालिने विधिके अनुसार धेनु-पूजाका 
इस प्रकार वर्णन किया--'राजन्‌! गो-सेवाका व्रत 
लेनेवाला पुरुष प्रतिदिन गौको चरानेके लिये जंगलमें 
जाय । गायको यन खिलाकर उसके गोबरमें जो यब आ 
जाये, उनका संग्रह करे । पुत्रकी इच्छा रखनेवाले पुरुषके 
लिये उन्हीं यवॉको भक्षण करनेका विघान है। जब गौ 
जल पीये तभी उसको भी पवित्र जल पीना चाहिये । जब 
नह ऊँचे स्थानमें रहे तो उसको उससे नीचे स्थानमें रहना 
चाहिये, प्रतिदिन गौके शरीरसे डाँस और मच्छरोंको 
हटावे और स्वयं ही उसके खानेके लिये घास ले आवे । 
इस प्रकार सेवामें लगे रहनेपर गौ तुम्हें धर्मपरायण पुत्र 
प्रदान करेगी ।' 
जाबालि मुनिकी यह बात सुनकर राजा ऋतम्भरने 
श्रीरधुनाथजीका स्मरण किया और शुद्धचित्त होकर 
ब्रतका पालन आरम्भ किया। वे पहले बताये अनुसार 
घेनुकी रक्षा करते हुए उसे चरानेके रित्ये प्रतिदिन महान्‌ 
बनमें जाया करते थे। श्रीरामचन्द्रजीके नामका स्मरण 
करना और सम्पूर्ण प्राणियोंके हितमें लगे रहना--यही 
उनका प्रतिदिनका कार्य था । उनकी सेवासे सन्तुष्ट होकर 
सुरभिने कहा--'राजन्‌ ! तुम अपने हार्दिक अभिप्रायके 
अनुसार मुझसे कोई वर माँगो, जो तुम्हारे मनको प्रिय 
लगे ।' तब राजा बोले--'देवि ! मुझे ऐसा पुत्र दो, जो 
परम सुन्दर, श्रीरघुनाथजीका भक्त, पिताका सेवक तथा 
अपने धर्मका पालन करनेवाला हो।' पुत्रकी इच्छा 
रखनेवाले राजाको मनोवाञ्छित वरदान देकर दयामयी 
देवी कामधेनु वहाँसे अन्तर्धान हो गयीं । समय आनेपर 
राजाको पुत्रकी प्राप्ति हुई, जो परम वैष्णव-- 
श्रीरामचन्द्रजीका सेवक हुआ । पिताने उसका नाम 
सत्यवान्‌ रखा । सत्यवान्‌ बड़े ही पितृभक्त और इन्द्रके 


समान पराक्रमी हुए। उनको पुत्रके रूपमे पाकर राजा 
ऋतम्भरको बड़ी प्रसन्नता हुई । आपने पुत्रको धार्मिक 
जानकर राजा हर्षमें मग्न रहते थे। बे राज्यका भार 
सत्यवान्‌को ही सौंप स्वयं तपस्याके लिये वनमें चले 
गये। वहाँ भक्तिपूर्ण हृदयसे भगवान्‌ हृषीकेशकी 
आराधना करके खे निष्पाप हो गये और शरीरसंहित 
भगवद्धामको प्राप्त हुए । 

झत्रुध्रजी ! ऋतम्भरके चले जानेपर राजा 
सत्यवानने भी अपने धर्मके अनुष्ठानसे लोकनाथ 
श्रीरघुनाथजीको सन्तुष्ट किया | भगवान्‌ रमानाथने प्रसन्न 
होकर सत्यवान्‌को अपने चरणकमलोंमें अविचल भक्ति 
प्रदान की, जो यज्ञ करनेवाले पुरुषोंके लिये करोड़ों 
पुण्योंके द्वारा भी दुर्लभ है । वे प्रतिदिन सुस्थिर चित्तसे 
सम्पूर्ण ल्लोकोंको पवित्र करनेवाली श्रीरघुनाथजीकी 
कथाका आयोजन करते हैं । उनके हृदयमें सबके प्रति 
दया भरी हुई है। जो लोग रमानाथ श्रीरघुनाथजीका 
पूजन नहीं करते, उनको खे इतना कठोर दण्ड देते हैं, जो 
यमराजके लिये भी भयङ्कर है। आठ वर्षके बाद अस्सी 
वर्षकी अवस्था होनेतक सभी मनुष्योंसे वे एकादशीका 
व्रत कराया करते हैं । तुलसीकी सेवा उन्हें बड़ी प्रिय है । 
लक्ष्मीपतिके चरणकमलॉमें चढी हुई उत्तम माला उनके 
गलेसे कभी दूर नहीं होती है [अपनी भक्तिके कारण] 
वे ऋषियोंके भी पूजनीय हो गये हैं, फिर औरोंके लिये 
क्यों न होंगे | श्रीरघुनाथजीके स्मरणसे तथा उनके प्रति 
ग्रेम करनेसे राजा सत्यवानके सारे पाप धुल गये हैं, 
सम्पूर्ण अमङ्गल नष्ट हो गये हैं। ये श्रीरामचन्द्रजीके 
अद्धुत अश्वको पहचानकर यहाँ आयेंगे और तुम्हें अपना यह 
अकण्टक राज्य समर्पित करेंगे | राजन्‌ ! जिसके विषयमें 
तुमने पूछा था, वह उत्तम प्रसंग मैने तुमको सुना दिया। 

झेषजी कहते हैं-तदनन्तर नाना भ्रकारके 
आश्चर्योंसे युक्त वह यशसम्बन्धी अश्व राजा सत्यवानके 
नगरमें प्रविष्ट हुआ । उसे देखकर वहाँकी सारी जनताने 
राजाके पास जा निवेदन किया--'महाराज ! भगवान्‌ 
श्रीरामका अश्व इस नगरके मध्यसे होकर आ रहा है। 
शत्रुघ्न उसके रक्षक हैं।' 'राम' यह दो अक्षरोंकां 


प्रातालखण्ड ] 


७००००७०००००००००००००७०७०७००९१-१७०५७:९०:७:०१००००००००००००७००००:५०-००००००५:०००००७-००००००००७०-०७०-०००-००-८-७०-०-०७ ७७ 5252० ०७. 


« शात्रुघरके द्वारा विद्युन्माली, उप्रदेष्टका वध, उसके द्वारा चुराये हुए अश्वकी प्राप्ति + 


'ड७७५ 


अत्यन्त मनोरम नाम सुनकर सत्यवानके हृदयमें बड़ी 
प्रसन्नता हुई । उनकी वाणी गद्गद हो गयी । ते कहने 
लछूगे--'जिन भगवान्‌ श्रीरामको मैं सदा अपने हृदयमें 
धारण करता हूँ, मनमें चिन्तन करता हूँ, उन्हींका अश्व 
ङत्रु्जजीके साथ मेरे नगरमें आया है। उसके पास 
श्रीरामके चरणोंकी सेवा करनेवाले हनुमानजी भी होंगे, 
जो कभी भी श्रीरघुनाथजीको अपने मनसे नहीं बिसारते । 
जहाँ शत्रुघ्न हैं, जहाँ वायुनन्दन हनुमानजी हैं तथा जहाँ 
श्रीरामचन्द्रजीके चरणकमलोंकी सेवामें रहनेवाले अन्य 
लोग मौजूद हैं, वहीँ मैं भी जाता हुँ ।' उन्होंने मन्त्रीको 
आज्ञा दी--'तुम समूचे राज्यका बहुमूल्य धन लेकर 
शोघ्र ही मेरे साथ आओ | मैं श्रीरघुनाथजीके श्रेष्ठ 
अश्वकी रक्षा अथवा श्रीरामचरणोंकी सुदुर्लभ सेवा 
करनेके लिये जाऊँगा ।' यह कहकर वे सैनिकोके साथ 


झन्नुन्नके पास चल दिये। इतनेहीमें श्रीरामके छोटे भाई 
त्रु भी राजधानीमें आ पहुँचे। राजा सत्यवान्‌ 
मन्त्रियॉके साथ उनके पास आये और चरणोंमें पड़कर 
उन्हें अपना समृद्धशाली राज्य अर्पण कर दिया। 
आत्रुघ्नने राजा सत्यवानुको श्रीरामभक्त जानकर उनका 
विशाल राज्य डन्हीके पुत्रको, जिसका नाम रुक्म था, दे 
दिया। सत्यवान्‌ इनुमानूजीसे मिळनेके पश्चात्‌ 
रामसेवक सुबाहुसे मिले तथा और भी जितने राम- 
भक्त यहाँ पधारे थे, उन सबको हदयसे लगाकर उन्होंने 
अपने-आपको कृतार्थ माना । फिर चत्रुघ्रजीके साथ 
होकर वे मन-ही-मन बड़े प्रसन्न हुए। इतनेहीमें वीर 
पुरुषोद्दारा सुरक्षित वह अश्व दूर निकल गया; अतः 
शूरवीरोंसे घिरे हुए शत्रुप्जजी भी राजा सत्यवानको साथ 
लेकर बहाँसे चल दिये । 


अनक — 


शवत्रुघ्नके द्वारा विझुन्माली और उम्रदंष्टका वध तथा उसके द्वारा चुराये हुए अश्वकी प्राप्ति 


शेषजी कहते हैं-मुनिवर ! रथियोंमें श्रेष्ठ शत्रुघ्न 
आदि बहुसंख्यक याजे-महाराजे करोड़ों रथोंके साथ चले 
जा रहे थे, इसी समय उस मार्गपर सहसा अत्यन्त 
भयङ्कर अन्धकार छा गया; जिसमें बुद्धिमान्‌ पुरुषॉको भी 
अपने या परायेकी पहचान नहीं हो पाती थी । तदनन्तर 
पातालनिवासी विद्युन्माली नामक राक्षस निशाचरोके 
समुदायसे घिरा हुआ वहाँ आया । वह रावणका हितैषी 
सुहृद्‌ था। उसने घोडेको चुरा लिया। फिर तो दो ही 
घड़ीके पश्चात्‌ वह सारा अन्धकार नष्ट हो गया । आकाश 
स्वच्छ दिखायी देने ळगा। झात्रुप्न आदि वीरोंने एक- 
दूसरेसे पूछा--'घोड़ा कहाँ है ?' उस अश्वराजके 
विषयमे परस्पर पूछ-ताछ करते हुए वे सब लोग कहने 
'लगे--'अश्वमेधका अश्व कहाँ है? किस दुर्बुद्धिने 
उसका अपहरण किया है ?' वे इस प्रकार कह ही रहे 
थे कि राक्षसराज विद्युन्माली अपने समस्त योद्धाओंके 
साथ दिखायी दिया । उसके योद्धा रथपर विराजमान हो 
आपने शौर्यसे शोभा पा रहे थे। विद्युन्माली स्वये एक 
श्रेष्ठ विमानपर बैठा था और प्रधान-प्रधान राक्षस उसे 


चारों ओरसे घेरकर खड़े थे । उन राक्षसोंके मुख दूषित 
एवं विकराल थे, दाढ़ें लम्बी थीं और आकृति बड़ी 
भयानक थी। वे ऐसे दिखायी दे रहे थे, मानो इत्रुप्नकी 
सेनाको निगल जानेके लिये तैयार हों। तब सैनिकेनि 
राजाओंमें श्रेष्ठ शत्रुप्से निवेदन किया---राजन्‌ ! एक 
राक्षसने घोडेको पकड़ लिया है, अब आपको जैसा 
उचित जान पडे वैसा कीजिये।' उनकी बात सुनकर 
शत्रुघ्न अत्यन्त रोषमें भर गये और बोले--'कौन ऐसा 
पराक्रमी राक्षस है, जिसने मेरे घोड़ेको पकड़ रखा है ?' 
फिर वे मन्त्रीसे बोले-- 'मन्त्रिबर ! बताओ, इस 
राक्षससे लोहा लेनेके लिये किन-किन बीरोंको नियुक्त 
करना चाहिये, जो उसका वध करनेके लिये उत्साह 
रखनेवाले, अत्यन्त शुर, महान्‌ शस्त्र धारण करनेवाले 
तथा प्रधान अखवेत्ताओंमें श्रेष्ठ हों ।' 

सुमतिने कहा--हमारी सेनामें कुमार पुष्कल 
महान्‌ वीर, अख्न-श््रोके ज्ञाता और शत्रुओंको ताप 
देनेवारे हैं; अतः ये ही.विजयके लिये उद्यत हो युद्धमें 
उस राक्षसको जीतनेके लिये जायैं। इनके सिवा 


"४७६ 


* अर्चयस्व हषीकेळं यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त परापुराण 


-लक्ष्मीनिधि, हनुमानजी तथा अन्य योद्धा भी युद्धके 
लिये प्रस्थित हों। वोरोमें अग्रगण्य अमात्य सुमतिके 
ऐसा कहनेपर शत्रुघने संग्राभ-कुशल वीर योद्धाऑसे 
कहा--'सब प्रकारके अख््र-शस्त्रोंमें प्रवीण पुष्कल 
आदि जो-जो वीर यहाँ उपस्थित हैं, वे राक्षसको मारनेके 
विषयमें मेरे सामने कोई प्रतिज्ञा करें।' 
सुष्कल ब्योले--राजन्‌ ! मेरी प्रतिज्ञा सुनिये, मैं 
अपने पराक्रमके भरोसे सब लोगोंके सुनते हुए यह 
अद्भुत प्रतिज्ञा कर रहा हूँ। यदि मैं अपने धनुषसे छूटे 
हुए बाणोंकी तीखी धारसे उस दैत्यको मूर्च्छित न कर 
दूँ--मुखपर बाल छितराये यदि वह धरतीपर न पड़ 
जाय, यदि उनके महाबली सैनिक मेरे काणोंसे छिन्न- 
भिन्न होकर धराशायी न हो जाये तथा यदि मैं अपनी 
बात सच्ची करके न दिखा सकूँ तो मुझे वही पाप लगे, 
जो विष्णु और शिवमें तथा शिव और शक्तिमें भेद-दृष्टि 
रखनेवालेको लगता हैं ! श्रीरघुनाथजीके चरण-कमलोमैं 
मेरी निश्चल भक्ति है, वही मेरी कही हुई सब बातें 
सत्य करेगी। 
पुष्कलकी प्रतिज्ञा सुनकर युद्ध-कुशल हनुमानजीने 
श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंका स्मरण करते हुए यह 
कल्याणमय वचन कहा--'योगीजन अपने हृदयमें 
नित्य-निरन्तर जिनका ध्यान किया करते हैं, देवता और 
असुर भी अपना मुकुटमण्डित मस्तक झुकाकर जिनके 
चरणोंमें प्रणाम करते हैं तथा बड़े-बड़े लोकेश्वर जिनकी 
पूजा करते हैं, वे अयोध्याके अधिनायक भगवान्‌ 
श्रीरामचन्द्रजी मेरे स्वामी हैं । मैं उनका स्मरण करके जो 
कुछ कहता हूँ, जह सब सत्य होगा । राजन्‌! अपनी 
इच्छाके अनुसार चल्नेवाले विमानपर बैठा हुआ यह 
दुर्बल एवं तुच्छ दैत्य किस गिनतीमें है! शीघ्र आज्ञा 
दीजिये, मैं अकेला ही इसे मार गिराऊँगा। राजा 
औरघुनाथजी तथा महारानी जनककिशोरीकी कृपासे इस 
पृथ्वीपर कोई ऐसा कार्य नही है, जो मेरे लिये कभी भी 
असाध्य हो। यदि मेरी कही हुई यह बात झूठी हो तो 
मैं तत्काल श्रीरामचन्द्रजीकी भक्तिसे दूर हो जाऊँ । यदि 


मैं अपनी बात झूठी कर दूँ, तो मुझे वही पाप लगे, जो" 


काममोहित शूद्रको मोहवश ब्राह्मणीके साथ समागम 
करनेसे लगता है । जिसको सूँघनेसे मनुष्य नरकमें पड़ता 
है, जिसका स्पर्श करनेसे रौरव नरककी यातना भोगनी 
पड़ती है, उस मदिराका जो पुरुष जिह्वाके स्वादके 
बझीभूत होकर लोलुपतावश पान करता है, उसको जो 
पाप होता हे वह मुझे ही लगे, यदि मैं श्रीरामजीकी 
कुपाके बलसे आपनी प्रतिज्ञाको सत्य न कर सकूँ तो 
निश्चय ही उपर्युक्त पापोंका भागी होऊँ। 

उनके ऐसा कहनेपर दूसरे-दूसरे महावीर योद्धाओंने 
आबेझमें आकर अपने-अपने पराक्रमसे शोभा पानेत्राली 
बड़ी-बड़ी प्रतिज्ञा कीं । उस समय शात्रुघ्नने भी उन 
युद्धविशारद वीरोंको साधुवाद देकर उनको प्रशंसा की 
और सबके देखते-देखते प्रतिज्ञा करते हुए कहा-- 
“वीरो ! अब मै तुमलोगोंके सामने अपनी प्रतिज्ञा बता 
रहा हूँ। यदि मैं उसके भस्तकको अपने सायकॉसे 
काटकर, छिन्र-भित्र करके घड़ और विमानसे नीचे 
पृथ्वीपर न गिरा दूँ। तो आज निश्चय ही मुझे वह पाप 
लगे, जो झूठी गवाही देने, सुवर्ण चुराने और ब्राह्मणकी 
निन्दा करनेसे लगता है ।' 

इ्रुघ्रके ये वचन सुनकर वीर-पूजित योद्धा कहने 
लगे--'श्रीरघुनाथजीके अनुज ! आप धन्य हैं। आपके 
सिवा दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है। यह दुष्ट 
राक्षस क्या चीज है ! इसका तुच्छ बल किस गिनतीमें 
है.! महामते ! आप एक ही क्षणमें इसका माश कर 
डालेंगे।' ऐसा कहकर वे महावीर योद्धा अस््र-शस्तोंसे 
सुसज्जित हो गये और अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनेके लिये 
युद्धके मैदानमें उस राक्षसकी ओर प्रसन्नतापूर्वक चले । 
चह इच्छानुसार चलनेवाले विमानपर बैठा था। पुष्कल 
आदि वीरेंको उपस्थित देख उस राक्षसने कहा-- 
'अरे ! राम कहाँ है ? मेरे सखा रावणको मारकर वह 
कहाँ चा गया है ? आज उसको और उसके भाईको 
भी मारकर उम दोनोंके कण्ठसे निकलती हुई रक्तकी 
धाराका पान करूँगा और इस प्रकार रावण-वधका 
बदला चुकाऊँगा।' 


पुष्कलने कहा-_दुर्नुद्धि निशाचर ! क्यों इतनी 


चात्तालखण्ड ] 


* झलुप्नके द्वारा विद्युन्माली, उप्रदेष्टका बध, उसके द्वारा चुराये हुए अश्वकी प्राप्ति + 


शेखी अधार रहा है ? अच्छे योद्धा संग्राममें डींग नहीं 
हॉकते, अपने अख्न-शस्तोंकी वर्षा करके पराक्रम दिखाते 
हैं। जिन्होंने सुहद्‌, सेना और सवारियोंसहित रावणका 
संहार किया है, उन भगवान्‌ श्रीरामके अश्वको लेकर तू 
कहाँ जा सकता है ? 
शेषजी कहते हैं--युद्धमें उन्मत्त होकर 
लड़नेवाले वीर पुष्कलको ऐसी बातें करते देख 
राक्षसराज विद्युन्मालीने उनकी छातीको लक्ष्य करके बड़े 
बेगसे शक्तिका प्रहार किया | उसे आती देख पुष्कलने 
तेज धारवाले तीखे बाणोंसे उसके टुकड़े-टुकड़े कर 
डाले तथा अपने घनुषपर बहुत-से बाणोंका सन्धान 
किया, जो बड़े ही तीक्ष्ण और भनके समान ब्रेगशाली 
थे। वे बाण राक्षसकी छातीमें लगकर तुरंत ही रक्तकी 
धारा बहाने लगे; पुष्कलके बाणप्रहारसे राक्षसपर मोह 
छा गया, उसके मस्तिष्कमें चक्कर आने लगा तथा बह 
अचेत होकर अपने कामग विमानसे धरतीपर गिर पड़ा । 
बिधुत्मालीका छोटा भाई उद्रदेष्ट यहाँ मौजूद था । उसने 
अपने बड़ भाईको जब गिरते देखा तो उसे पकड़ लिया 
और पुनः विमानके भीतर हो पहुँचा दिया; क्योंकि 
बिमानके बाहर उसे शात्रुकी ओरसे अनिष्ट प्राप्त होनेकी 
आशङ्का थी । उसने बलकानोंमैं श्रेष्ठ पुष्कलसे बड़े रोषके 
साथ कहा-- 'दुर्मत ! मेरे भाईको गिराकर अब तू कहाँ 
जायगा।' पुष्कलक नेत्र भी क्रोधसे लाल हो उठे थे। 
उग्रदेष्ट उपर्युक्त बातें कह ही रहा था कि उन्हाने दस 
बाणोंसे उस दुष्टकी छातीमें बेगपूर्वक प्रहार किया। 
उनकी चोटसे व्यथित होकर दैत्यन एक जलता हुआ 
त्रिशूल हाथमें लिया, जिससे अग्निकी तीन शिखाएँ उठ 
रही थीं। महावीर पुष्कलके हृदयमें वह भयङ्कर त्रिशूल 
लगा और वे गहरी मूर्छाको प्राप्त हो रथपर गिर पड़े। 
पुष्कलको मूर्च्छित जानकर पवननन्दन हनुमानजी 
मन-ही-मन क्रोधसे अस्थिर हो उठे और उस राक्षससे 
बोले दुर्बुद्धे ! मै युद्धके लिये उपस्थित हूँ, मेरे रहते 
तू कहाँ जा सकता हैं ? तू घोड़ेका चोर है और सामने 
आ गया हें. अतः मैं लातोंसे मारकर तेरे प्राण ले लुगा ।' 
ऐसा कहकर हनुमानजी आकाइमें स्थित हो गये और 


विमानपर बैठे हुए शत्रुपक्षके योद्धा महान्‌ दैत्योंको 
नखोंसे विदीर्ण करके मौतके घाट उतारने छगे। 
किन्हींको पुँछसे मार डाला, किन्हींको पैरोंसे कुचल 
डाला तथा कितनोंको उन्हेनि दोनों हाथोंस चीर डाला । 
जहाँ-जहाँ वह बिमान जाता था, वहीं-बहीं वायु-नन्दन 
हनुमानजी इच्छानुसार रूप धारण करके प्रहार करते हुए 
ही दिखायी देते थे। इस प्रकार जब विमानपर बैठे हुए 
बड़े-बड़े योद्धा व्याकुल हो गये तब दैत्यराज उद्रदेष्टूने 
हनुमानजीपर आक्रमण किया । उस दुर्नुद्धिने प्रज्वलित 
अग्निके समान कान्ति धारण करनेवाले अत्यन्त तीखे 
त्रिशूलसे उनके ऊपर प्रहार किया; परन्तु महावली 
हनुमान्‌जीने अपने पास आये हुए उस त्रिशूलको अपने 
मुँहमे ले लिया । यद्यपि वह सारा-सा-सारा लोहेका बना 
हुआ था, तथापि उसे दाँतॉंसे चबाकर उन्होंने चूर्ण कर 
डाला तथा उस दैत्यको कई तमाचे जड़ दिये। उनके 
थप्पड़ोंकी मार खाकर राक्षसको बड़ी, पीड़ा हुई और 
उसने सम्पूर्ण लोकॉमें भय उत्पन्न करनेवाली मायाका 
प्रयोग किया । उस समय चारों ओर घोर अन्धकार छा 
गया, जिसमें कोई भी दिखायी नहीं देता था । इतने बड़े 
जनसमुदायमें वहाँ अपना या पराया कोई भी किसीको 
पहचान नहीं पाता था । चारों ओर नंगे, कुरूप, उम्र एवं 
भयंकर दैत्य दिखायी देते थे। उनके बाल बिखेरे हुए थे 
और मुख विकराल प्रतीत होते थे। उस समय सब लोग 
व्याकुल हो गये, सबको एक-दूसरेसे भय होने लगा । 
सभी यह समझकर कि कोई महान्‌ उत्पात आया हुआ 
है, वहाँसे भागने लगे । तब महायशस्वी शात्रुघ्रजी रथपर 
बैठकर वहाँ आये और भगवान्‌ श्रीरमका स्मरण करके 
उन्होंने अपने धनुषपर बाणोंका सन्धान किया । वे बड़े 
पराक्रमी थे। उन्होंने मोहनास्त्रके द्वारा राक्षसी मायाका 
नाश कर दिया और आकाशमें उस असुरको लक्ष्य 
करके बाणोंकी बौछार आरम्भ कर दी । उस समय सारी 
दिशा. प्रकाशमय हो गयीं, सूर्यके चारों ओर पड़ा हुआ 
घेरा निवृत्त हो गया। सुवर्णमय पङ्कसे शोभा पानेवाले 
लाखों बाण उस राक्षसके विमानपर पड़ने लगे । कुछ ही 
देरमें वह बिमान टूटकर पृथ्वीपर गिर पड़ा। वह इतना 


ऊँचा दिखायी देता था, मानो अमरावतीपुरीका एक भाग 
ही टूटकर भूतलके एक स्थानमें पड़ा हो। तब उस 
दैत्यको बड़ा क्रोध हुआ और उसने अपने धनुषपर 
अनेकों बाणोंका सन्धान किया तथा राम-भ्राता शत्रुघ्को 
उन बाणोंका निशाना बनाकर बड़ी विकट गर्जना की । 
जन्नुन्न बड़े शक्तिशाली थे, उन्होंने अपने धनुषपर 
वायव्यास्त्रका प्रयोग किया, जो राक्षसोंको कँपा देनेवाला 
था। उस अस्रकी मार खाकर व्योमचारी भूत-बेताल 
मस्तकके बाल छितराये आकाशसे पृथ्वीपर गिरते 
दिखायी देने लगे। राम-भ्राता इत्रुप्रके उस अस्त्रको 
देखकर राक्षस-कुमारने अपने धनुषपर पाशुपतास््रका 
प्रयोग किया। समस्त बीरोंका विनाश करनेवाले उस 
असनको चारों ओर फैलते देखकर उसका निवारण 
करनेके लिये झात्रुपरने नारायण नामक अस्त्र छोड़ा | 
मारायणारूने एक ही क्षणमें शत्रुपक्षके सभी अस्त्रॉको 


शान्त कर दिया । निशाचरोंके छोड़े हुए सभी बाण 
विलीन हो गये। तब विद्युन्मालीने क्रोधमें भरकर 
शत्रुघ्रको मांरनेके लिये एक तीक्ष्ण एवं भयङ्कर त्रिशूल 
हाथमें लिया। उसे शूल हाथमें लिये आते देख इत्रुघने 
अर्धचन्द्राकार बाणसे उसकी भुजा काट डाली । फिर 
कुण्डल्ब्रेसहित उसके मस्तकको भी धड़से अलग कर 
दिया। भाईका मस्तक कट गया, यह देखकर प्रतापी 
उग्रदेष्ट्रने शुरवीरोंद्वारा सेनित शत्रु्धको मुक्केसे मारना 
आरम्भ किया । किन्तु शत्रुघ्नने क्षुरप्र नामक सायकसे 
उसका भी मस्तक उड़ा दिया । तदनन्तर मरनेसे बचे हुए 
सभी राक्षस अनाथ हो गये; इसलिये उन्होंने शत्रुप्नके 
चरणोंमें पड़कर बह यज्ञका घोड़ा उन्हें अर्पण कर दिया । 
फिर तो विजयके उपलक्ष्यमें वीणा झंकृत होने लगी; 
सब ओर शङ्ख बज उठे तथा शूरवीरांका मनोहर 
विजयनाद सुनायी देने लगा । 


न्या चना 
शज्लुघ्न आदिका घोड़ेसहित आरण्यक मुनिके आश्रमपर जाना, मुनिकी आत्म-कथाभें 
रामायणका वर्णन और अयोध्यामें जाकर उनका श्रीरघुनाथजीके स्वरूपमें मिल जाना 


शेषजी कहते हैं---राक्षसोंद्वारा अपहरण किये हुए 

घोड़ेको पाकर पुष्कलसहित राजा शत्रुघ्वको बड़ा हर्ष 
हुआ। दुर्जय दैत्य विद्युन्मालीके मारे जानेपर समस्त 
देवता निर्भय हो गये । उन्हें बड़ा सुख मिला । तदनन्तर 
शत्रुघ्ने उस उत्तम अश्वकों छोड़ा। फिर तो बह 
उत्तर-दिशामें भ्रमण करने लगा। सब प्रकारके 
अस्न-इास्त्रॉमें प्रवीण श्रेष्ठ रथी, घुड़्सबार और पैदल 
सिपाही उसको रक्षामें नियुक्त थे। घूमता-घामता वह 
नर्मदाके तटपर जा पहुँचा, जहाँ नहुत-से ऋषि-महर्षि 
निवास करते हैं। नर्मदाका जल ऐसा जान पड़ता था, 
मानो पानीके व्याजसे नील-रलोंका रस ही दिखायी दे 
रहा हो । वहाँ तटपर उन्होंने एक पुरानी पर्णशाल्त्र देखी, 
जो पलाशके पत्तोंसे बनी हुई थी और नर्मदाकी लहरें उसे 
अपने जलसे सांच रही थीं । द्ुघ्नजी सम्पूर्ण धर्म, अर्थ, 
कर्म और कर्तव्यके ज्ञानमें निपुण थे; उन्होंने सर्वज्ञ एवं 
नौतिकुशल ` मन्त्री सुमतिसे पूछा---'मन्त्रिवर ! 


बताओ, थह पवित्र आश्रम किसका है ?' 

सुमतिने कहा--महाराज ! यहाँ एक श्रेष्ठ मुनि 
रहते हैं, जो सम्पूर्ण शास्त्रोंके विद्वान्‌ हैं; इनका दर्शन 
करके हमलोगोंके समस्त पाप धुल जायंगे । इसलिये तुम 
इन्हें प्रणाम करके इन्हींसे पूछो । ये तुम्हें सन कुछ बता 
देंगे! इनका नाम आरण्यक है, ये श्रीरघुनाथजीके 
चरणोंके सेवक हैं तथा उनके चरणकमलोंके मकरन्दका 
आस्वादन करनेके लिये सदा लोलुप बने रहते हैं । इन्होंने 
बड़ी उग्र तपस्या की है और ये समस्त शास्तरोंके मर्मज्ञ हैं। 

सुमतिका यह धर्मयुक्त वचन सुनकर शात्रुघरजी 
थोड्रे-से सेबकोंको साथ ले मुनिका दर्शन करनेके लिये 
गये। पास जा उन सभी वीरोने विनीतभावसे मस्तक 
झुकाकर तापसोमें श्रेष्ठ आरण्यक मुनिको नमस्कार 
किया । मुनिने उन सब लोगॉसे पूछा--'आपफल्ग्रेग कहाँ 
एकत्रित हुए हैं तथा कैसे यहाँ पधारे हैं? ये सब 
बातें स्पष्टरूपसे बताइये ।* 


पातालखण्ड ] 


+ शत्रुघ्न आदिका घोड़ेसहित आरण्यक मुनिके आश्रमपर जाना + 


१४७९. 


सुमतिने कहा--मुने ! ये सब लोग रघुकुल- 


। 
नरेशके अश्वकी रक्षा कर रहे हैं। वे इस समय सब 
सामग्रियोंसे युक्त अश्वमेध-यज्ञका अनुष्ठान करनेवाले हैं । 
आरण्यक बोले--सब सामग्रियोंको एकत्रित 
करके भाँति-भाँतिके सुन्दर यज्ञोंका अनुष्ठान करनेसे क्या 
लाभ? वे तो अत्यन्त अल्प पुण्य प्रदान करनेवाले हैं 
तथा उनसे क्षणभङ्गुर फलकी ही प्राप्ति होती है। स्थिर 
ऐश्वर्यपदको देनेवाले तो एकमात्र रमानाथ भगवान्‌ 
श्रीरघुवीर ही हैं। जो लोग उन भगवानको छोड़कर 
दूसरेकी पूजा करते हैं, वे मूर्ख हैं । जो मनुष्योंके स्मरण 
करनेमात्रसे पहाड़-जैसे पापोंका भी नाश कर डालते हैं, 
उन भगवानको छोड़कर मूढ़ मनुष्य योग, याग और व्रत 
आदिके द्वारा केश उठाते हैं। सकाम पुरुष अथवा 
निष्काम योगी भी जिनका अपने हृदयमें चिन्तन करते हैं 
तथा जो मनुष्यॉको मोक्ष प्रदान करनेवाले हैं, बे भगवान्‌ 


श्रीराम स्मरण करनेमात्रसे सारे पापोंको दूर कर देते हैं ।* 
पूर्वकालकी बात है, मैं तत्त्वज्ञानकी इच्छासे ज्ञानी 
गुरुका अनुसन्धान करता हुआ बहुत-से तीर्थोमे भ्रमण 


करता रहा; किन्तु किसीने मुझे भी तत्त्वका उपदेश नहीं 
१ दिया। उसी समय एक दिन भाग्यवश मुझे लोमश मुनि 


मिल गये। वे स्वर्गलेकसे तीर्थयात्राके लिये आये थे। 
उन महर्षिको प्रणाम करके मैंने पूछा--'स्वामिन्‌ ! मैं 
इस अद्भुत और दुर्लभ मनुष्य-शारीरको पाकर भयङ्कर 


७) भव-सागरके पार जाना चाहता हूँ, ऐसी दझामें मुझे क्या 
¦ करना चाहिये ?' मेरी यह बात सुनकर वे मुनिश्रेष्ठ 


बोले--'विप्रवर ! एकाग्रचित्त होकर पूर्ण श्रद्धाके साथ 
सुनो, संसार-समुद्रसे तरनेके लिये दान, तीर्थ, ब्रत, 


» नियम, यम, योग तथा यज्ञ आदि अनेकों साधन हैं। ये 
: सभी स्वर्ग प्रदान करनेवाले हैं; किन्तु महाभाग ! मैं 


तुमसे एक परम गोपनीय तत्त्वका वर्णन करता हूँ, जो 


* सब पापोका नाश करनेवाला और संसार-सागरसे पार 


उतारनेवाल्त्र है। नास्तिक और श्रद्धाहीन पुरुषको इसका 
उपदेश नहीं देना चाहिये । निन्दक, शठ तथा भक्तिसे द्वेष 
रखनेवाले पुरुषके रित्ये भी इस तत्त्वका उपदेश करना 
मना है । जो काम और क्रोधसे रहित हो, जिसका चित्त 
शान्त हो तथा जो भगवान्‌ श्रीरामका भक्त हो उसीके 
सामने इस गूढ़ तत्वका वर्णन करना चाहिये । यह समस्त 
दुःखोंका नाश करनेवाला सर्वोत्तम साधन है । श्रीरामसे 
बड़ा कोई देवता नहीं, श्रीरामसे बढ़कर कोई ब्रत नहीं, 
श्रीरामसे बड़ा कोई योग नहीं तथा श्रीरामसे बढ़कर कोई 
यज्ञ नहीं है। श्रीरामका स्मरण, जप और पूजन करके 
मनुष्य परम पदको प्राप्त होता है। उसे इस लोक और 
परलोककी उत्तम समृद्धि मिलती है। श्रीरघुनाथजी 
सम्पूर्ण कामनाओं और फलोंके दाता हैं। मनके द्वारा 
स्मरण और ध्यान करनेपर ले अपनी उत्तम भक्ति प्रदान 
करते हैं, जो संसार-समुद्रसे तारनेवाली है । चाण्डाल भी 


* मूढो लोको हरिं त्यक्त्वा करोत्यन्यसमर्चनम्‌ । रघुवीर 


रमानाथं स्िरैश्वर्यपदप्रदम्‌ ॥ 


यो नरः स्मृतमात्रोऽसौ हरते पापपर्वतम्‌। ते मुवत्वा क्विश्यते मूढो योगयागत्रतादिभिः ॥ 


सकामैयॉगिभिर्वापि चिन्त्यते कामवर्जितैः । अपवर्गप्रद नृणां 


स्मृतमात्राखिलाघहम्‌ ॥ (३५। ३१---३४) 


४८० 


* अर्चयस्व इधोकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


श्रीरामका स्मरण करके परमगतिको प्राप्त कर लेता है। 
फिर तुम्हार-जैस वेद-शासत्रपरायण पुरुषोंके लिये तो 
कहना ही क्या हे ? यह सम्पूर्ण वेद और शास्त्रॉका रहस्य 
है, जिसे मैंने तुमपर प्रकट कर दिया । अब जैसा तुम्हारा 
विचार हो, वैसा ही करो । एक ही देवता हैं--श्रीराम, 
एक ही ब्रत है--उनका पूजन, एक ही मन्त्र है 
उनका नाम, तथा एक ही शास्त्र है--उनको स्तुति। 
अतः तुम सब प्रकारसे परममनोहर श्रीरामचन्द्रजीका 
भजन करो; इससे तुम्हारे लिये यह महान्‌ संसार-सागर 
गायके खुरके समान तुच्छ हो जायगा ।'* 
महर्षि लोमशका बचन सुनकर मैंने पुनः प्रश्न 
किया--'मुनिवर ! मनुष्योंको भगवान्‌ श्रौरामका ध्यान 
और पूजन कैसे करना चाहिये ?' यह सुनकर उन्होंने 
स्वयं श्रीरामका ध्यान करते हुए मुझे सब बातें 
बतायीं--'साधकको इस प्रकार ध्यान करना चाहिये; 
रमणीय अयोध्या नगरी परम चित्र-विचित्र मण्डपोंसे 
शोभा पा रही है । उसके भीतर एक कल्पवृक्ष है, जिसके 
मूलभागमें परम मनोहर सिंहासन विराजमान है। वह 
सिंहासन बहुमूल्य मरकत-मणि, सुवर्ण तथा नीलमणि 
आदिसे सुशोभित है और अपनी कान्तिसे गहन 
अन्धकारको नाश कर रहा हैं। वह सब प्रकारको 
मनोभिलषित समृद्धियोको देनेवाला हे । उसके ऊपर 
भक्तोंका मन मोहनेवाले श्रीरघुनाथजी बैठे हुए हैं । उनका 
दिव्य विग्रह दूर्वादलके समान इयाम है, जो देवराज 
इन्द्रके द्वारा पूजित होता है। भगवानका सुन्दर मुख 
अपनी शोभासे राकाके पूर्ण चन्द्रकी कमनीय कान्तिको 
भी तिरस्कृत कर रहा है। उनका तेजस्वी ललाट 


अष्टमीके अर्धचन्द्रकी सुषमा धारण करता है । मस्तकपर 
काले-काले घुँघराले केश शोभा पा रहे हैं। मुकुटकी 
मणियोंसे उनका मुख-भण्डल उद्धासित हो रहा है। 
कानॉमें पहने हुए मकराकार कुण्डल अपने सौन्दर्यसे 
भगवानकी शोभा बढ़ा रहे हैं। मूँगेके समान सुन्दर 
कान्ति धारण करनेवाले लाल-लाल ओठ बड़े मनोहर 
जान पड़ते हैं। चन्द्रमाकी किरणॉसे होइ लगानेवाली 
दन्तपङ्क्तियों तथा जपा-पुष्पके समान रंगवाली जिह्वाके 
कारण उनके श्रीमुखका सौन्दर्य और भी बढ़ गया हैं। 
इाङ्कके आकारवाला कमनीय कण्ठ, जिसमें ऋकू आदि 
चारों वेद तथा सम्पूर्ण शासत्र निवास करते हैं, उनके 
श्रीविग्रहको सुशोभित कर रहा है । श्रीरघुनाथजी सिंहेके 
समान ऊँचे और मांसल कंधेवाले हैं। वे केयूर एवं 
'कड़ोंसे विभूषित विशाल भुजाएँ धारण किये हुए हैं। 
उनकी दोनों बाहे अंगूठीमें जड़े हुए हारेकी शोभासे 
देदीप्यमान और घुटनोंतक लंबी हैं। विस्तृत बक्षःस्थल 
लक्ष्मीक निवाससे शोभा पा रहा है। श्रीवत्स आद्रि 
चिह्वोंसे अङ्कित होनेके कारण भगवान्‌ अत्यन्त मनोहर 
जान पड़ते हैं। महान्‌ उदर, गहरी नाभि तथा सुन्दर 
कटिभाग उनकी शोभा बढ़ाते हैं। रलोंकी बनी हुई 
करधनीके कारण श्रीअङ्गोंकी सुषमा बहुत बढ़ गयी है। 
निर्मल ऊरु और सुन्दर घुटने भी सौनदर्यवृद्धिमें सहायक 
हो रहे हैं। भगवानके चरण, जिनका योगीलोग ध्यान 
करते हैं, बड़े कोमल हैं। उनके तलवेमें वज्र, अङ्कुश 
और यव आदिकी उत्तम रेखाएँ हैं । उन युगल चरणांसे 
श्रीरघुनाथजीके विग्रहकी बड़ी शोभा हो रहो है। † 
'इस प्रकार ध्यान और स्मरण करके तुम संसार- 


ज रामान्नास्ति परो देवो समान्नास्ति परं व्रतम्‌ । न हि रामात्परो योगों न हि रामात्परो मखः ॥ 


तं स्मृत्वा चच जप्त्बा च पूजयित्वा नरः पदम्‌। प्राप्रोति परमामृद्धिमँहिकामुप्पिकी 


तथा॥ 


संस्मृतो मनसा ध्यातः सर्वकामफरूत्रदः । ददाति परमां भक्तिं संसाराम्भोधितारिणीम्‌ ॥ 
श्वपाको5पि हि संस्मृत्य रामं याति परां गतिम्‌। ये वेदसाखनिरतास्त्वादृसास्तत्र कि. पुनः ॥ 
सर्वेपां वेदझास्त्राणां रहस्यं ते प्रकाशितम्‌ । समायर तथा त्वं वै यथा स्यात्ते मनौपितम्‌ ॥ 
एको देवो रामचन्द्रो ब्रतमेकं तदर्चनम्‌ । मन्त्रोऽप्येकक्च तन्नाम शास्त्र तड्येन तत्स्तुतिः ॥ 


तस्मात्सर्वात्मना रामचन्द्रं भजे मनोहरम्‌। यथा 
7 अयोध्यानगरे 


स्ये चित्रमण्डपशोभिते । ध्यायेल्कल्पतगेर्मूले 


गोष्पदवत्तुय्छो भवित्संसारसागरः ॥ (३५ | ४६- ५२) 


सर्वकामसमृद्धिदम्‌॥ 


घातालखण्ड ] 


* शत्रु आदिका घोडेसहित आरण्यक मुनिके आश्रमपर जाना > 


४८९ 


सागरसे तर जाओगे। जो मनुष्य प्रतिदिन चन्दन आदि 
सामग्रियोंसे इच्छानुसार श्रीरामचन्द्रजीका पूजन करता है, 
उसे इहलोक और परलोककी उत्तम समृद्धि प्राप्त होती 
है, तुमने श्रीरामके ध्यानका प्रकार पूछा था । सो मैंने तुम्हें 
बता दिया । इसके अनुसार ध्यान करके भवसागरके पार 
हो जाओ।' 
आरण्यकने कहा--मुनिश्रेष्ठ ! मैं आपसे पुनः 
कुछ प्रश्न करता हूँ, मुझे उनका उत्तर दीजिये । महामते ! 
गुरुजन अपने सेवकपर कृपा करके उन्हें सब बातें बता 
देते हैं। महाभाग ! आप प्रतिदिन जिनका ध्यान करते हैं 
वे श्रीराम कौन हैं तथा उनके चरित्र कौन-कौन-से हैं ? 
यह बतानेकी कृपा कीजिये। द्विजश्रेष्ठ ! श्रीरामने 
किसलिये अवतार लिया था? वे क्‍यों मनुष्यशरीरमें 
प्रकट हुए थे ? आप मेरा सन्देह निवारण करनेके लिये 
सब बातोंको शीघ्र बताइये। 
मुनिके परम कल्याणमय वचन सुनकर महर्षि 
लोमझने श्रीयमचनजीके अद्भुत चरित्रका वर्णन किया । 
वे बोले--'योगेश्वरोके ईश्वर भगवानले सम्पूर्ण छोकॉको 
दुःखी जानकर संसारमें अपनी कीर्ति फैलानेका विचार 
किया । ऐसा करनेका उद्देश्य यह था कि जगत्‌के मनुष्य 
मेरी कीर्तिका गान करके घोर संसारसे तर जायँगे । यह 
समझकर भक्तोंका मन लुभानेबाले दयासागर भगवानने 
चार विग्रहोंमें अवतार धारण किया। साथ ही उनकी 


हादिनी शक्ति लक्ष्मी भी अवतीर्ण हुई। पूर्वकालमें 
त्रेतायुग आनेपर सूर्यवंरामें श्रीरघुनाथजीका पूर्णावतार 
हुआ। उनकी श्रीरामके नामसे प्रसिद्धि हुई । श्रीरमके 
नेत्र कमलके समान शोभायमान थे । लक्ष्मण सदा उनके 
साथ रहते थे । धीरे-धीरे उन्होंने यौवनमें प्रवेश किया । 
तत्पश्चात्‌ पिताकी आज्ञासे दोनों भाई- श्रीराम और 
लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्रके अनुगामी हुए। राजा 
दहारथने यशकी रक्षाके लिये अपने दोनों कुमारोंको 
विश्वामित्रके अर्पण कर दिया था। वे दोनों भाई 
जितेन्द्रिय, धनुर्धर और दीर थे । मार्गमें जाते समय उन्हें 
भयङ्करः बनके भीतर ताड़का नामकी राक्षसी मिली। 
उसने उनके रास्तेमें विघ्न डाला । तब महर्षि विश्वामित्रकी 
आज्ञासे रघुकुलभूषण श्रीरामचन्द्रजीने ताइकाको 
परलोक भेज दिया। गौतम-पली अहल्या, ओ इन्द्रके 
साथ सम्पर्क करनेके कारण पत्थर हो गयी थी, श्रीरामके 
चरण-स्पर्शसे पुनः अपने स्वरूपको प्राप्त हो गयी। 
विश्वामित्रका यश प्रारम्भ होनेपर श्रीरघुनाथजीने अपने 
श्रेष्ठ बाणोंसे मारीचको घायल किया और सुबाहुको मार 
डाला । तदनन्तर राजा जनकके भवनमें रखे हुए 
शङ्करजीके धनुषको तोड़ा । उस समय श्रीरामचन्द्रजीकी 
अवस्था पंद्रह वर्षकी थी। उन्होंने छः वर्षकी 
अवस्थावाली मिथिलेशकुमारी सीताको, जो परम सुन्दरी 
और अयोनिजा थी, वैवाहिक विधिके अनुसार ग्रहण 


महामरकतस्र्णनीलरमादिशोभितम्‌ ॥ 
सिंहासनं चित्तेहरं कान्त्या तामिखनाशनम्‌ । तत्रोपरि समासीनं रघुराजं मनोरमम्‌ ॥ 
दूर्वादलस्यामतनु देवे देवेन्द्रपूजितम्‌ । राकायां पूर्णशीतांशुकान्तिधिक्कारिवक्त्रिणम्‌॥ 


अष्टमीचन्द्रशकलसमभालाधिधारिणम्‌ ! 
मकराकारसौन्दर्यकुष्डलाभ्या 
विद्टुमप्रभसत्कान्तिरदच्छदबिराजितम्‌ 

तारापलिकराकारद्विजराजिसुशोभितम्‌ 


नीलकुन्तल्शोभाढमै किरीटमणिरञ्जितम्‌॥ 
विराजितम्‌ ॥ 


I 


। जपापुष्पाभया माध्व्या जिह्वया शोभिताननम्‌॥ 


यस्यां ससन्ति निगमा ऋगाद्याः शास्त्रसंयुता: | कम्बुकान्तिघरम्रीवाशोभया tn 
सिंहबदुचकौ स्कन्धौ मांसलौ बिभ्रतं यरम्‌। आहू दधानं दीर्घाग्रौ | 


मुदिकाहीरशोभाभिर्भूषिती जातुरूम्ननौ । वक्षो दधानं विपुलं लक्ष्मीवासेन शोभितम्‌॥ 
श्रीवत्सादिविचित्राङ्केरङ्कित सुमनोहरम्‌। महोदरे महानाभिं` शुभकट्या विराजितम्‌ ॥ 
काळया वै मणिमय्या च विशेषेण श्रियान्बितम्‌ । ऊरुभ्यां विमस्त्रप्यो च जानुभ्यां शोभित श्रिया ॥ 
चरणाभ्याँ 


वस्चरेखायवाङुशसुरेखया । युताभ्यो योगिध्येयाभ्यो कोमळाभ्यो विराजितम्‌ ॥ (३५। ५७--६८) 


४८२ 


= अर्चयस्व हषीकेशे यदीच्छसि परं पदम्‌ « 


£ संक्षिप्त पद्मपुराण 


किया । इसके बाद श्रीरामचन्द्रजी बारह वर्षोतक सीताके 
साथ रहे । सत्ताईसबें वर्षकी उम्रमें उन्हें युवराज बनानेकी 
तैयारी हुई । इसी बीचमें रानी कैंकेयीने राजा दशरथसे दो 
चर माँगे । उनमेंसे एकके द्वारा उन्होंने यह इच्छा प्रकट 
की कि “श्रीराम मस्तकपर जटा धारण करके चौदह 
वर्षोतक वनमें रहें।' तथा दूसरे वरके द्वारा यह माँगा कि 
"मेरे पुत्र भरत युवराज बनाये जाये', राजा दशरथने 
श्रीरामको वनवास दे दिया । श्रीरामचन्द्रजी तीन रात्रिक 
केवल जल पीकर रहे, चौथे दिन उन्होंने फलाहार किया 
और पाँचवें दिन चित्रकूटपर पहुँचकर अपने लिये 
रहनेका स्थान बनाया । [इस प्रकार यहाँ बारह वर्ष बीत 
गये ।] तदनन्तर तेरहें वर्षके आरम्भमें वे पञ्चवटीमें 
जाकर रहने लगे । महामुने ! वहाँ श्रीरामने [लक्ष्मणके 
द्वारा] शूर्पणखा नामकी राक्षसीको [उसकी नाक 
कटाकर] कुरूप बना दिया। तत्पश्चात्‌ वे जानकीके 
साथ वनमें विचरण करने लगे। इसी बीचमें अपने 
पापोंका फल उदय होनेपर दस मस्तकोंबाळा राक्षसराज 
रावण सीताको हर ले जानेके लिये कहाँ आया और माघ 
कृष्णा अष्टमीको वृन्द नामक मुहूर्तमे, जब कि श्रीराम 
और लक्ष्मण आश्रमपर नहीं थे, उन्हें हर ले गया। 
उसके द्वारा अपहरण होनेपर देवी सीता कुररीकी भाति 
विलाप करने लूगीं--'हा राम ! हा राम ! मुझे राक्षस 
हरकर लिये जा रहा हे, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो ।' 
रावण कामके अधीन होकर जनककिशोरी सीताको लिये 
जा रहा था। इतनेहीमें पक्षिराज जटायु वहाँ आ पहुँचे । 
उन्होंने राक्षसराज रावणके साथ युद्ध किया, किन्तु स्वयं 
ही उसके हाथसे मारे जाकर धरतीपर गिर पड़े। इसके 
बाद दसवें महीनेमें अगहन* शुक्ला नवमीके दिन 
सम्पातिने वानरोंको इस बातकी सूचना दी कि “सीता 
„ देनी रावणके भवनमें निवास कर रही हैं।' 
"फिर एकादशीको हनुमानजी महेन्द्र पर्वतसे 
उछलकर सौ योजन चौड़ा समुद्र लाँग गये । उस रातमें 


चे लङ्कापुरीके भीतर सीताकी खोज करते रहे । रात्रिके 

अन्तिम भागमें हनुमानूजीको सीताका दर्शन हुआ। 

द्वादशीके दिन वे शिंशपा नामक वृक्षपर बेठे रहे । उसी 

दिन रातमें जानकीजीको विश्वास दिलानेके लिये उन्होंने 

श्रीरामचन्द्रजीकी कथा सुनायी । फिर त्रयोदशीको अक्ष 

आदिके साथ उनका युद्ध हुआ। चतुर्दशीके दिन 

इन्द्रजित्ते आकर ब्रह्माखसे उन्हें बाँध लिया। इसके 
बाद उनकी पूँछमें आग लगा दी गयी और उसी आगके 
द्वारा उन्होंने लङ्कापुरीको जला डाला । पूर्णिमाको वे पुनः 

महेन्द्र पर्वतपर आ गये । फिर मार्गशीर्ष कृष्णपक्षकी 
अतिपदासे लेकर पाँच दिन उन्होने मार्गमें बिताये । छठे 
दिन मधुवनमें पहुँचकर उसका विध्वंस किया और 
सप्तमीको श्रीसमचन्द्रजीके पास पहुंचकर सीताजीका 
दिया हुआ चिह्न उन्हें अर्पण किया तथा चहाँका सारा 
समाचार कह सुनाया। तत्पश्चात्‌ अष्टमीको उत्तरा- 
फाल्गुनी नक्षत्र और विजय नामक मुहूर्तमें दोपहरके 
समय श्रीरघुनाथजीका लङ्काके स्त्ये प्रस्थान हुआ। 
श्रीरामचन्द्रजी यह प्रतिज्ञा करके कि “में समुद्रको 
लाँघकर राक्षसराज रावणका वध करूँगा', दक्षिण 
दिशाकी ओर चले। उस समय सुग्रीव उनके सहायक 
हुए। सात दिनोंके बाद समुद्रके तरपर पहुँचकर उन्होने 
सेनाको ठहराया। पौप-शुका प्रतिपदासे लेकर 
तृतीयातक श्रीरघुनाथजी सेनासहित समुद्र-तटपर टिके 
रहे! चतुर्थीको विभीषण आकर उनसे मिले। फिर 
पञ्चमीको समुद्र पार करनेके विषयमें विचार हुआ। 
इसके बाद श्रीरामने चार दिनोंतक्र अनशन किया | फिर 
समुद्रसे वर मिला और उसने पार जानेका उपाय भी 
दिखा दिया। तदनन्तर दशमीको सेतु बाँधनेका कार्य 
आरम्भ होकर त्रयोदशीको समाप्त हुआ। चतुर्दशीको 
श्रीरामने सुवेल पर्वतपर अपनी सेनाको ठहराया। 
पूर्णिमासे ड्वितीयातक तीन दिनोंमें सारी सेना समुग्रके पार 
हुई । समुद्र पार करके लक्ष्मणसहित श्रीरामने वानरराजकी 


१-यह गणना शुक्कपक्षसे महीनेका आरम्भ मानकर की गयी है; अतः यहाँ अगहन झुका अर्थ यहाँकी प्रचलित 'गणनाके अनुसार 
कार्तिक शुक्लपक्ष समझना चाहिये । तथा इसी प्रकार आगे बतायी जानेवाली अन्य तिथियोंको भी जानना चाहिये । 


पातप्लखण्ड ] 


+ जात्रुघ्न आदिका घोडेसहित आरण्यक मुनिके आश्रमपर जाना + 


सेना साथ ले सीताके लिये ऊङ्कापुरीको चारों ओरसे घेर 
लिया। तृतीयासे दशमीपर्यन्त आठ दिनोंतक सेनाका 
घेरा पड़ा रहा | एकादशीके दिन शुक और सारण सेनामें 
घुस आये थे! पौष-कृष्ण द्वादशीको शार्दूलके द्वारा 
खानर-सेनाकी गणना हुई । साथ ही उसने प्रधान-प्रधान 
.वानरोंकी शक्तिका भी वर्णन किया । शत्रुसेनाकी संख्या 
जानकर राखणने त्रयोदशीसे अमावास्यापर्यन्त तीन 
दिनोंतक लङ्कापुरीमें अपने सैनिकोंको युद्धके लिये 
उत्साहित किया। माघ-शुक्क प्रतिपदाको अङ्गद दूत 
बनकर रावणके दरबारमें गये। उधर रावणने मायाके 
द्वार सीताको, उनके पतिके कटे हुए मस्तक आदिका 
दर्शन कराया। माघकी द्वितीयासे लेकर अष्टमीपर्यन्त 
सात दिनोंतक राक्षसां और वानरोंमें घमासान युद्ध होता 
रहा । माघ शुक्ला नवमीको रात्रिके समय इन्द्रजित्ने युद्धमें 
श्रीराम और लक्ष्मणको नाग-पाशसे बाँध लिया । इससे 
प्रधान-प्रधान वानर जब सब ओरसे व्याकुल और 
उत्साहहीन हो गये तो दशमीको नाग-पाशका नाश 
करनेके लिये वायुदेवने श्रीरामचन्द्रजीके कानमें गरुड्के 
मन्त्रका जप और उनके स्वरूपका ध्यान बता दिया। 
ऐसा करनेसे एकादशीको गरुड़जीका आगमन हुआ । 
फिर द्वादशीको श्रीरामचन्द्रजीके हाथसे धूम्राक्षका बघ 
हुआ। त्रयोदशीको भी उन्हॉके द्वारा कम्पन नामका 
रक्षस युद्धमें भारा गया । माघ शुक्त चतुर्दशीसे कृष्ण 
पक्षकी प्रतिपदातक तीन दिनमें नीलके द्वारा प्रहस्तका 
वध हुआ। माघ कृष्ण द्वितीयासे चतुर्थीपर्यन्त तीन 
दिनोंतक तुमुळ युद्ध करके श्रीरामने रावणको रणभूमिसे 
भगा दिया। पञ्चमीसे अष्टमीतक चार दिनोंमें रावणने 
कुम्भकर्णको जगाया और जागनेपर उसने आहार ग्रहण 
किया। फिर नवमीसे चतुर्दशीपर्यन्त छः दिनोंतक युद्ध 
करके श्रीरामने कुम्भकर्णका वध किया । उसने बहुत-से 
वानरोंको भक्षण कर लिया था। अमावास्याके दिन 
कुम्भकर्णकी मृत्युके शोकसे रावणने युद्धको बंद रखा। 
उसने अपनी सेना पीछे हटा ली! फाल्गुन शुक 
प्रतिपदासे चतुर्थीतक चार दिनोंके भीतर विसतन्तु आदि 
पाँच राक्षस मारे गये। पञ्चमीसे सप्तमीतकके युद्धमें 


अतिकायका वघ हुआ। अष्टमीसे द्वादशीतक पाँच 
दिनोंमें निकुम्भ और कुम्भ मौतके घाट उतारे गये | उसके 
बाद तीन दिनॉमें मकराक्षका वध हुआ । फाल्गुन कृष्ण 
द्वितीयाके दिन इन्द्रजितने लक्ष्मणपर विजय पायी । फिर 
तृतीयासे सप्तमीतक पाँच दिन लक्ष्मणके लिये दवा 
आदिके प्रबन्धमें व्यग्र रहनेके कारण श्रीरामने युद्धको 
बंद रखा । तदनन्तर त्रयोदसीपर्यन्त पाँच दिनोंतक युद्ध 
करके लक्ष्मणने विख्यात बलशाली इन्द्रजितको युद्धमें 
मार डाला । चतुर्दशीको दरग्रीव रावणने यज्ञकी दीक्षा 
ली और युद्धको स्थगित रखा । फिर अमाबास्याके दिन 
वह युद्धके लिये प्रस्थित हुआ । चैत्र शुक्त प्रतिपदासे 
लेकर पञ्चमीतक रावण युद्ध करता रहा; उसमें पाँच 
दिनोंके भीतर बहुत-से राक्षसोंका विनाश हुआ । घष्ठीसे 
अष्टमीतक महापार्श आदि राक्षस मारे गये । चैत्र शुक 
नवमीके दिन लक्ष्मणजीको शक्ति लगी । तब श्रीरामने 
क्रोधमें भरकर दशशीशको मार भगाया। फिर अझना- 
नन्दन हनुमानजी लक्ष्मणकी चिकित्साके लिये द्रोण पर्वत 
उठा लाये । दशमीके दिन श्रीरामचन्द्रजीने भयङ्कर युद्ध 
किया, जिसमें असंख्य राक्षसोंका संहार हुआ। 
एकादशीके दिन इन्द्रके भेजे हुए मातलि नामक सारथि 
श्रीरामचन्द्रजीके लिये रथ ले आये और उसे युद्धक्षेत्रमें 
भक्तिपूर्वक उन्होंने श्रीरघुनाथजीको अर्पण किया। 
तदनन्तर श्रीरमचन्द्रजी चैत्र झुक द्वादशीसे कृष्णपक्षकी 
चतुर्दशीतक अठारह दिन रोषपूर्वक युद्ध करते रहे। 
अन्ततोगत्वा उस द्वैरथयुद्धमें रामने रावणका वध किया । 
उस तुमुल संग्राममें श्रीरघुनाथजीने ही विजय प्राप्त की । 
माघ शुक्ल द्वितीयासे लेकर चैत्रकृष्ण चतुर्दशीतक सतासी 
दिन होते हैं, इनके भीतर केवल पंद्रह दिन युद्ध बंद 
रहा । शेष बहत्तर दिनोंतक संग्राम चलता रहा । रावण 
आदि राक्षसोंका दाहसंस्कार अमावास्याके दिन हुआ । 
वैशाख शुक प्रतिपदाको श्रीरामचन्द्रजी युद्धभूमिमें ही 
उहरे रहे। द्वितीयाको छङ्काके राज्यपर विभीषणका 
अभिषेक किया गया | तृतीयाको सीताजीकी अमिपरीक्षा 
हुई और देवताओंसे वर मिला । इस प्रकार लक्ष्मणके 
बड़े भाई औरामने रुङ्कापति रावणको थोड़े ही दिनेंमें 


ses 


* अर्चयस्व हषीकेश यदीच्छसि परं पदम्‌ « 


[ संक्षिप्त पश्यपुराण 


मारकर परमपवित्र जनककिशोरी सीताको ग्रहण किया, 
जिन्हें राक्षसने बहुत कष्ट पहुँचाया था । जानकीजीको 
पाकर श्रीरामचन्द्रजीको बड़ी प्रसन्नता हुई और वे लङ्कासे 
लौटे । वैशाख शुक्र चतुर्थीको पुष्पकविमानपर आरूढ़ 
होकर वे आकाशमार्गसे पुनः अयोध्यापुरीकी ओर चले । 
वैशाख झुक पञ्चमीको भगवान्‌ श्रीराम अपने 
दल-बलके साथ भरद्वाजमुनिके आश्रमपर आये और 
चौदहवाँ वर्ष पूर्ण होनेपर षष्ठीको नन्दिग्राममें जाकर 
भरतसे मिले। फिर सप्तमीको अयोध्यापुरीमें 
श्रीरधुनाथजीका राज्याभिषेक हुआ। मिथिलेशकुमारी 
सीताको अधिक दिनोंतक रामसे अलग होकर रावणके 
यहाँ रहना पड़ा था। बयालिसबें वर्षकी उम्रमें 
शरीरामचन्द्रजीने राज्य ग्रहण किया, उस समय सीताको 
अवस्था तैंतीस वर्षकी थी । रावणका संहार करनेवाले 
भगवान्‌ श्रीराम चौदह वर्षेकि बाद पुनः अपनी पुरी 
अयोध्यामें प्रविष्ट होकर बड़े प्रसन्न हुए। तत्पश्चात्‌ वे 
भाइयोंके साथ राज्यकार्य देखने लगे । श्रीरधुनाथजीके 
राज्य करते समय ही आगस्त्यजी, जो एक अच्छे वक्ता 
हैं तथा जिनकी उत्पत्ति कुम्भसे हुई है, उनके पास 
पधारेंगे। उनके कहनेसे श्रीरघुनाथजी अश्वमेध यज्ञका 
अनुष्ठान करेंगे। सुब्रत ! भगवानका वह यज्ञसम्बन्धी 
अश्व तुम्हारे आश्रमपर आवेगा तथा उसकी रक्षा करने- 
चाले योद्धा भी बड़े हर्षके साथ तुम्हारे आश्रमपर पधारेंगे ! 
उनके सामने तुम श्रीरमचन्द्रजीकी मनोहर कथा सुनाओगे 
तथा उन्हीं छोगोंके साथ अयोध्यापुरीको भी जाओगे। 
द्विजश्रेष्ठ ! अयोध्यामें कमलनयन श्रीरामका दर्शन करके 
तुम तत्काल ही संसारसागरसे पार हो जाओगे ।' 
मुनिश्रेष्ठ लोमश सर्वज्ञ हैं; उन्होंने मुझसे उपर्युक्त 
बातें कहकर पूछा--'आरण्यक ! तुम्हें अपने 
कल्याणके लिये और क्या पूछना है ?' तब मैने उनसे 
कहा-- महर्षे ! आपकी कृपासे मुझे भगवान्‌ श्रीरामके 


अद्भुत चरित्रका पूर्ण ज्ञान हो गया! अब आपहीके ६ 


असादसे मैं उनके चरणकमलोंको भी प्राप्त करूँगा ।' 
ऐसा कहकर मैंने मुनीश्वरको प्रणाम किया । तत्पश्चात्‌ वे 
चले गये। उन्हीँकी कृपासे मुझे शरीरामचन्द्रजीके 
चरणोंकी पूजन-विधि भी प्राप्त हुई है । तबसे मैं सदा ही 
श्रीरामके चरणोंका चिन्तन करता हूँ तथा आलस्य 
छोड़कर बारम्बार उन्हीके चरित्रका गान करता रहता हूँ। 
उनके गुणोंका गान मेरे चित्तको लुभाये रहता है ! में 
उसके द्वारा दूसरे लोगोंको भी पवित्र किया करता हूँ तथा 
मुनिके वचनोंका बारम्बार स्मरण करके भगवत्‌. दर्शनकी 
उत्कण्ठासे पुलकित हो उठता हूँ। इस पृथ्वीपर मैं धन्य 
हूँ; कृतकृत्य हुँ और परम सौभाग्यशाली हूँ; क्‍योंकि मेरे 
इदयमें श्रीयमचन्द्रजीके चरणकमलोको देखनेकी जो 
अभिलाषा है, वह निश्चय ही पूर्ण होगी। अतः सब 
अकारसे परम मनोहर श्रीरामचन्द्रजीका ही भजन करना 
चाहिये। संसार-समुद्रके पार जानेकी इच्छासे सब 
लोगोंको श्रीरघुनाथजीकी ही वन्दना करनी चाहिये ।* 


दि खते 


ज घन्योञ्है कृतकृत्योऽहं 
तस्मात्सर्जात्मना रासो 


सभाग्योऽहं महीतले । यमचन्द्रफ्दाम्भोजदिदृक्षा मे भविष्यति ॥ 
भजनीयो मनोहरः । चन्दनीयो हि सर्वेषां संसारान्धितितीर्षया ॥ (३६।८९-९०) 
रर 


+ झनुन्न आदिका घोड़ेसहित आरण्यक सुनिके आश्रमपर जाना + 


अच्छा, अब तुमलोग बताओ, किसलिये यहाँ आये 
हो? कौन धर्मात्मा राजा अश्वमेध नामक महान्‌ यज्ञका 
अनुष्ठान कर रहा है? ये सब बातें यहाँ बतलाकर 
अश्वकी रक्षाके लिये जाओ और श्रीरघुनाथजीके 
चरणका निरन्तर स्मरण करते रहो । 
आरण्यक मुनिके ये वचन सुनकर सब लोगोंको 
बड़ा विस्मय हुआ । वे श्रीरघुनाथजीका स्मरण करवे हुए 
उनसे बोले--ब्रह्मर्षिवर ! इस समय आपका स 
पाकर हम सन लोग पवित्र हो गये; क्योंकि 
श्रीरामचन्द्रजीकी कथा सुनाकर यहाँ सब लोगोंको पवित्र 
करते रहते हैं। आपने हमलोगॉसे जे कुछ पूछा है, वह 
सब हम बता रहे हैं। आप हमारे यथार्थ बच्छक्रो-अवण 
करें। महर्षि अगस्त्यजीके कहनेसे भगवान्‌ श्रीराम ही 
सब सामग्री एकत्रित करके अश्वमेधयज्ञका अनुष्ठान कर 
रहे हैं। उन्हॉका यज्ञसम्बन्धी अश्व यहाँ आया है और 
उसीकी रक्षा करते हुए हम सब लोग भी अश्वके साथ 
ही आपके आश्रमपर आ पहुँचे हैं। महामते ! यही 
हमारा वृत्तान्त है; आप इसे हृदयङ्गम करे ।' 
रसायनके समान मनको प्रिय लगनेवाला यह उत्तम 
वचन सुनकर राम-भक्त ब्राह्मण आरण्यक मुनिको बड़ा 
हर्ष हुआ। वे कहने छगे--'आज मेरे मनोरथरूपी 
खक्षम फळ आ गया, वह उत्तम शोभासे सम्पन्न हो 
गया। मेरी माताने जिसके लिये मुझे उत्पन्न किया था, 
बह शुभ उद्देश्य आज. पूरा हो गया । आजतक हविष्यके 
द्वारा मैंने जो हवन किया है, उस अग्निहोत्रका फल आज 
मुझे मिल गया; क्योकि आब मैं श्रीरामचन्द्रजीके 
युगल-चरणारविन्दोंका दर्शन करूँगा। अहा ! जिनका 
मैं प्रतिदिन अपने हृदयमें ध्यान करता था, वे मनोहर 
रूपधारी अयोध्यानाथ भगवान्‌ श्रीराम निश्चय ही मेरे 
नेत्रॉके समक्ष होकर दर्शन देंगे। हनुमानजी मुझे हृदयसे 
लगाकर मेरी कुशल पूछेंगे। वे संतोंके शिरोमणि हैं; मेरी 
भक्ति देखकर उन्हें बड़ा सन्तोष होगा।' आरण्यक 
मुनिके ये वचन सुनकर कपिश्रेष्ठ हनुमानूजीने उनके दोनों 
चरण पकड़ लिये और कहा--'ब्रह्मवें ! मैं ही हनुमान्‌ 
हूँ, स्वामिन्‌ ! मैं आपका सेवक हूँ और आपके सामने 


खड़ा हूँ। मुनीश्वर! मुझे श्रीरघुनाथजीके दासकी 
चरण-धूलि समझिये ।' हनुमानजी श्रीरामभक्त होनेके 
कारण अत्यन्त शोभा पा रहे थे | उनकी उपर्युक्त बातें 
सुनकर आरण्यक मुनिको बड़ा हर्ष हुआ और उन्होंने 
हनुमान्जीको हृदयसे लगा ल्या । दोनॉके हदयसे 
ग्रेमकी धारा फूटकर बह रही थी। दोनों ही आनन्द- 
सुधामें निमग्न होकर शिथिल एवं चित्रलिखित-से प्रतीत 
हो रहे थे । श्रीरघुनाथजीके चरणकमलोंके प्रेमसे दोनोंका 
ही मानस भरा हुआ था । अतः दोनों ही बैठकर आपसमें 
भगवानूकी मनोहारिणी कथाएँ कहने लगे । मुनिश्रेष्ट 
आरण्यक श्रीरामके चरणोंका ध्यान कर रहे थे। 
हनुमानजीने उनसे यह मनोहर वचन कहा--'महर्षे ! ये 
औरघुनाथजीके आता महावीर शत्रुघ्न आपको प्रणाम कर 
रहे हैं। ये उद्धट बौरोसे सेवित भरतकुमार पुष्कर भी 
आपके चरणोमें शीश झुकाते हैं तथा इधरकी ओर जो 
ये महान्‌ बली और अनेक गुणोंसे विभूषित सज्जन खड़े 
हैं, इन्हें श्रीरघुनाथजीके मन्त्री समझिये । अत्यन्त भयङ्कर 
योद्धा महायशास्वी राजा सुबाहु भी आपको प्रणाम करते 
हैं। ये श्रीरामचन्द्रजीके चरणकमलोंका मकरन्द पान 
करनेवाले मधुकर हैं। ये राजा सुमद हैं, जिन्हें 
पार्वतीजीने श्रीरघुनाथजीके चरणोंकी भक्ति प्रदान की है, 
जिससे ये संसार-समुद्रके पार हो चुके हैं; ये भी आपके 
चरणॉमें नमस्कार करते हैं। जिन्होंने अपने सेवकके 
मुखसे श्रीरामचन्द्रजीके अश्वको आया हुआ सुनकर 
अपना सारा राज्य ही भगवानको समर्पण कर दिया है, 
चे राजा सत्यवान्‌ भी पृथ्वीपर माथा टेककर आपके 
चरणोंमें प्रणाम करते हैं ।' 

हनुमान्जीके ये वचन सुनकर आरण्यक मुनिने बड़े 
आदरके साथ सबको हदयसे लगाया और फल-मूल 
आदिके द्वारा सबका स्वागत-सत्कार किया । फिर झात्रुघ़ 
आदि सब लोगोंने बड़ी भ्रसन्रताके साथ' महर्षिके 
आश्रमपर निवास किया । प्रातःकारू नर्मदामें नित्यकर्म 
करके वे महान्‌ उद्योगी सैनिक आगे जानेको उद्यत हुए । 
नरुने आरण्यक मुनिको पालकीपर निठाकर अपने 
सेवकोंद्वारा उन्हें श्रीरघुनाथजीकी निवासभूत अयोध्या- 


४८६ 


» अर्ययस्व हृषीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ « 


[ संक्षिप्त पद्रपुसण 


2६५७१३३३४३ ३३५४ ०४५५० ३४३ ४७५४३४५६७४ ९ १३ ३३३३७७७७७४ ७३५९७७३३४३ ७७७७५७ ७७५७७७०७५० ७७०३ ७४७४७०९७७७ ७७७ ७64824 


पुरीको पहुँचवा दिया । सूर्यवंशी राजाओंने जिसे अपना 
निबास-स्थान बनाया था, उस अवधपुरीको दूरसे ही 
देखकर आरण्यक मुनि सवारीसे उतर पड़े और 
श्रीरामचन्द्रजीके दर्शनकी इच्छासे पैदल ही चलने लगे। 
जन-समुदायसे शोभा पानेवाली उस रमणीय नगरीमें 
पहुँचकर उनके मनमें श्रीरामको देखनेके लिये हजार- 
हजार अभिलाषाएँ उत्पन्न हुई। थोड़ी ही देरमें वहाँ 
यज्ञमण्डपसे सुशोभित सरयूके पावन तटपर उन्हें 
श्रीरामचन्द्रजीकी झाँकी हुई । भगवानका श्रीविग्रह 
दूर्वादलके समान श्यामसुन्दर दिखायी देता था। उनके 
नेत्र खिले हुए कमलके समान शोभा पा रहे थे । वे अपने 
कटिभागमें मृगभङ्ग धारण किये हुए थे! व्यास* आदि 
महर्षि उन्हें घेरकर विराजमान थे और बहुत-से शूरबीर 
उनकी सेकामें उपस्थित थे । उनके दोनों पार्श्रभागोंमें भरत 
और सुमित्रानन्दन लक्ष्मण खड़े थे तथा श्रीरघुनाथजी 
दीनजनोंको मुँहमाँगा दान दे रहे थे। 
भगवानका दर्शन करके आरण्यक मुनिने अपनेको 
कृतार्थ माना । वे कहने लगे--'आज मेरे नेत्र सफल हो 
गये, क्योकि ये श्रीरामचन्द्रजीका दर्शन कर रहे हैं। मैंने 
"जो सम्पूर्ण शास्त्रोंका ज्ञान प्राप्त किया था, बह आज 
सार्थक हो गया; क्योंकि श्रीरामचन्द्रजीकी महिमाको 
जानकर इस समय मैं अयोध्यापुरीमें आ पहुँचा हूँ।' इस 
प्रकार हर्षमें भरकर उन्होंने नहुत-सी बातें कहीं। 
श्रीरघुनाथजीके चरणोंका दर्शन करके उनके समस्त 
शरीरमें रोमा हो आया था। इस अवस्थामें वे रमानाथ 
भगवान्‌ श्रीरामके समीप गये, जो दूसरोंके लिये अगम्य 
हैं तथा विचारपरायण योगेश्वरोंसे भी जो बहुत दूर हैं। 
भगवानके निकट पहुँचकर वे बोल उठे---'अहा ! आज 
मैं धन्य हो गया; क्योकि श्रीरघुनाथजीके चरण मेरे नेत्रोंके 
समक्ष विराजमान हैं। अब मैं श्रीरामचन्द्रजीको देखकर 
इनसे वार्तालाप करके अपनी जाणीको पवित्र बनाऊँगा !' 


श्रीरामचन्द्रजी भी अपने तेजसे जाज्वल्यमान 
तपोमूर्ति विप्रवर आरण्यक मुनिको आया देख उनके 
स्वागतके लिये उठकर खड़े हो गये! वे बड़ी देरतक 
उनके चरणोंमें मस्तक झुकाये रहे। देवता और असुर 
अपनी मुकुट-मणियॉसे जिनके युगल-चरणॉकी आरती 
उतारते है, चे ही प्रभु श्रीरघुनाथजी मुनिके पैरोपर पड़कर 
कहने लगे--'ब्राह्मणदेव ! आज आपने मेरे शरीरको 
पवित्र कर दिया ।' ब्राह्मणोंमे श्रेष्ठ महातपस्वी आरण्यक 
मुनिने राजाओंके शिरोमणि श्रीरामचन्द्रजीको चरणोंमें 
पड़ा देख उनका हाथ पकड़कर उठाया और अपने 
प्रियतम प्रभुको छातीसे लगा लिया । कौसल्यानन्दन 
श्रीरामने ब्राह्मणको मणिनिर्मित ऊँचे आसनपर बिठाया 
और स्वयं ही जल लेकर उनके दोनों पैर घोये । फिर 
चरणोदक लेकर भगवानने उसे आपने मस्तकपर चढ़ाया 
और कहा--'आज मैं अपने कुटुम्ब और सेवकॉसहित 
पवित्र हो गया।' तत्पश्चात्‌ देवाधिदेवोंसे सेवित 
श्रीरघुनाथजीने मुनिके ललारमें चन्दन लगाया और उन्हे 
दूध देनेबाली गौ दान की। फिर मनोहर वचनोंमें 
'कहा--'स्वामिन्‌ ! मैं अश्वमेधयज्ञ कर रहा हूँ। आपके 
चरण यहाँ आ गये, इससे अब यह यज्ञ पूर्ण हो 
जायगा। मेरे अश्वमेध-यज्ञको आपने चरणोंसे पवित्र कर 
दिया ।' राजाधिराजोसे सेवित श्रीरघुनाथजीके ये वचन 
सुनकर आरण्यक मुनिने हँसते हुए मधुर वाणीमें 
'कहा--'स्वामिन्‌ ! आप श्राह्मणोके हितैषी और इस 
पृथ्वीके रक्षक हैं; अतः यह बचन आपहीके योग्य है। 
महाराज ! वेदोंके पारगामी ब्राह्मण आपके ही विग्रह हैं। 
यदि आप ब्राह्मणोंकी पूजा आदि कर्तव्य-कर्मोका 
आचरण करेंगे तो अन्य सब राजा भी ब्राह्मणोंका आदर 
करेंगे । शास्त्रोंके ज्ञानसे रहित मूढ़ मनुष्य भी यदि आपके 
नामका स्मरण करता है तो वह सम्पूर्ण पापॉके 
महासागरको पार करके परम पदको प्राप्त होता है। सभी 


१-यहाँ 'व्यास' राब्दका अर्थ शास्त्रकी व्याख्या करनेवाले विद्वान्‌ महर्षि वसिष्ठ या अगस्त्य आदिका वाचक है, श्रीकृष्णद्दैपायनका 


नहीं; क्योकि उस समयतक उनका आदुर्धाव नहीं हुआ था । “विस्तारो विग्रहो व्यास:' इस कोषके अनुसार 'व्याख्याकारक' अर्थ मानना 
सुसंगत है । पुराण आदि कथा बाचनेवारे ब्राह्मणको भी 'व्यास' कहते है; 'य एवे याचयेद्‌ विप्रः स ब्रह्मन्‌ व्यास उच्यते ।' इस पौराणिक 


चचनसे इसका समर्थन होता है। 


पातालखण्ड ] 


+ शल्नुघ्न आदिका घोड़ेसहित आरण्यक धुनिके आश्रमपर जाना » 


१४८७ 


वेदों और इतिहासोंका यह स्पष्ट सिद्धान्त है कि राम- 
नामका जो स्मरण किया जाता है, वह पापोंसे उद्धार 
करमेवाला है । श्रीरघुनाथजी ! ब्रह्महत्या-जैसे पाप भी 
तभीतक गर्जना करते हैं, जबतक आपके नामोंका 
स्पष्टरूपसे उच्चारण नहीं किया जाता । महाराज ! आपके 
नामोंकी गर्जना सुनकर महापातकरूपी गजराज कहीं 
छिपनेके लिये स्थान ढूँढ़ते हुए भाग खड़े होते हैं।* 
श्रीराम ! आपकी कथा सुनकर सब लोग पवित्र हो 
जायँगे । पूर्वकालमें जब कि सत्ययुग चल रहा था, मैंने 
गङ्गातीरपर निवास करनेवाले पुराणवेत्ता ऋषियोंके 
मुखसे यह बात सुनी थी--'महान्‌ पाप करनेके कारण 
कातर हृदयवाले पुरुषोंको तभीतक पापका भय बना 
रहता है जबतक वे अपनी जिह्वासे परम मनोहर 
राम-नामका उच्चारण नहीं करते।'† अतः 
श्रीरामचन्द्रजी ! इस समय मैं धन्य हो गया। आपके 
दर्शनसे मेरै संसार-बन्धनका नाश सुलभ हो गया ।' 
मुनिके ऐसा कहनेपर श्रीरघुनाथजीने उनका पूजन 
किया | उस समय सभी महर्षि उन्हें साधुवाद देने लगे । 
इसी बीचमें वहाँ जो अत्यन्त आश्चर्यजनक घटना घटी, 
उसे मैं बतला रहा हूँ। मुनिश्रेष्ठ वात्स्यायन ! तुम 
श्रीरामके भजनमें तत्पर रहनेवाले हो; मेरी बातोंको ध्यान 
देकर सुनो । आरण्यक मुनिको ध्यानमें श्रीरघुनाथजीका 
जैसा स्वरूप दिखायी देता था; उसी रूपमें महाराज 
औरामचन्द्रजीको प्रत्यक्ष देखकर उन्हें अत्यन्त हर्ष हुआ । 
चे वहाँ बैठे हुए महर्षियोंसे बोले--'मुनीश्वरो ! 
आपलोग मेरे मनोहर वचन सुनें । भला, इस भूमण्डलमें 
मेरे-जैसा सौभाग्यशाली मनुष्य कौन होगा? 
श्रीरामचन्द्रजीने मुझे नमस्कार करके अपने श्रीमुखसे मेरा 
स्वागत एवं कुशल-समाचार पूछा है। अतः आज मेरी 
समानता करनेवाला न कोई है न हुआ है और न होगा। 


श्रुतियाँ भी जिनके चरणकमलोंकी रजको सदा ही ढूँढ़ा 
करती हैं, उन्हीं भगवानले आज मेरे चरणोंका जल पीकर 
अपनेको पवित्र माना है !' 

ऐसा कहते-कहते उनका ब्रह्मरन्ध फूट गया तथा 
उससे -जो तेज निकला वह श्रीरघुनाथजीमें समा गया। 
इस प्रकार सस्यूके तटवर्ती यज्ञ-मण्डपमें सब लोगोंके 
देखते-देखते आरण्यक मुनिको सायुज्यमुक्ति प्राप्त हुई, 
जो योगियोंके लिये भी दुर्लभ है। उस समय आकारामें 
तूर्य और वीणा आदि बाजे बजने लगे | भगवानके आगे 
फूलॉकी वर्षा हुई। दर्शकोंके लिये यह विचित्र एवं 
अद्भुत घटना थी। मुनियेनि भी यह दृश्य देखकर 
मुनीश्वर आरण्यककी प्रशंसा करते हुए कहा--'ये 
मुनिश्रेष्ठ कृतार्थ हो गये! क्‍योंकि श्रीरघुनाथजीके 
स्वरूपमें मिल गये हैं।' 
कई 5३ 3६ 


ॐ त्वन्नामस्मरणान्मूढः सर्वशास्त्रविवर्जितः । सर्वपापान्धिमुतीर्य स॒ गच्छेत्परमं पदम्‌॥ 

सर्ववेदेतिहासानां सारार्थोऽयमिति स्फुटम्‌ । थद्रामनामस्मरणं क्रियते फापतारकम्‌॥ 

तानदरार्जन्ति पापानि ब्रह्महत्यासमानि च।न यावत्मोच्यते नाम रामचन्द्र तब स्फुटम्‌ ॥ 

त्वन्नामगर्जनं श्रुत्वा महापातककुञ्जराः | पलायन्ते महाराज कुत्रचित्स्थानलिप्सया ॥ (३७ । ५०-- ५३) 
नै तावत्पापभियः पुंसा कातराणां सुपापिनाम्‌। यावन्न वदते चाचा रामनाम मनोहरम्‌॥ (३७ । ५६) 


* अर्चयस्व हवीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ « 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


देवपुरके राजकुमार रुक्माङ्गदद्वारा अश्वका अपहरण, दोनों ओरकी सेनाओंमें युद्ध और 
पुष्कलके ब्शणसे राजा वीरमणिका मूर्छित होना 


खात्स्यायन दोले--फर्णश्वर ! जो भक्तोंकी पीड़ा 
दूर करनेके लिये नाना प्रकारकी कीर्ति किया करते हैं, 
उन श्रीरघुनाथजीकी कथा सुननेसे मुझे तृप्ति नहीं 
'होती-- अधिकाधिक सुननेकी इच्छा बढ़ती जाती है। 
खेदोंको धारण करनेवाले आरण्यक मुनि धन्य थे, 
जिन्होंने श्रीरघुनाथजीका दर्शन करके उनके सामने ही 
अपने नश्वर शरीरका परित्याग किया था। शेषजी ! अब 
यह बताइये कि महाराजका वह यज्ञ-सम्बन्धी अश्व 
वहाँसे किस ओर गया, किसने उसे पकड़ा तथा 
बहाँ रमानाथ श्रीरघुनाथजीकी कीर्तिका किस प्रकार 
विस्तार हुआ ? 
शेषजीने कहा--ब्रह्मर्षी ! आपका प्रश्न बड़ा 
सुन्दर है। आप श्रीरथुनाथजीके सुने हुए गुणोंकों भी नहीं 
सुने हुएके समान मानकर उनके प्रति आपना लोभ प्रकट 
करते हैं और बारम्बार उन्हें पूछते हैं। अच्छा, अब 
आगेकी कथा सुनिये। बहुतेरे सैनिकॉसे घिरा हुआ वह 
घोड़ा आरण्यक मुनिके आश्रमसे बाहर निकला और 
नर्मदाके मनोहर तटपर भ्रमण करता हुआ देवनिर्मित 
देवपुर नामक नगरमे जा पहुँचा । जहाँ मनुष्योंके घरोंकी 
दीवारें स्फटिक मणिकी बनी हुई थीं तथा वे गृह अपनी 
ऊँचाईके कारण हाथियोंसे भरे हुए विन्ध्याचल पर्वतका 
उपहास करते थे। वहाँकी प्रजाके घर भी चाँदीके बने 
हुए दिखायी देते थे तथा उनके गोपुर नाना प्रकारके 
माणिकयोंद्वार नने हुए थे; जिनमें भांति-भांतिकी विचित्र 
मणियाँ जड़ी हुई थीं। उस नगरमें महाराज वीरमणि राज्य 
करते थे, जो धर्मात्माओंमें अग्रगण्य थे । उनका विशाल 
राज्य सब प्रकारके भोगोंसे सम्पन्न था। राजाके पुत्रका 
नाम था रुक्माङ्गद । वह महान्‌ शूरवीर और बलवान्‌ 
था। एक दिन वह सुन्दर शरीरवाली रमणियोंके साथ 
बिहार करनेके लिये वनमें गया और जहाँ प्रसन्नचित्त 
होकर मधुर खाणीमें मनोहर गान करता हुआ विचरने 
लगा। इसी समय परम बुद्धिमान्‌ राजाधिराज 


श्रीरमचन्द्रजीका वह शोभाशाली अश्व उस वनमें आ 
पहुँचा। उसके ललारमें स्बर्णपत्र बैंधा हुआ था। 
शरीरका रंग गङ्गाजलके समान स्वच्छ था । परन्तु केसर 
और कुङ्कमसे चर्चित होनेके कारण कुछ पीला दिखायी 
देता था। वह अपनी तीव्र गतिसे यायुके वेगको भी 
तिरस्कृत कर रहा था । उसका स्वरूप अत्यन्त कौतूहलसे 
भरा हुआ था। उसे देखकर राजकुमारकी शियॉने 
कहा--'प्रियतम ! स्वर्णपत्रसे शोभा पानेवाला यह 
महान्‌ अश्व किसका है ? यह देखमेमें बड़ा सुन्दर है। 
आप इसे बलपूर्वक पकड़ लें ।' 

राजकुमारके नेत्र लीलामुक्त चितवनके कारण बड़े 
सुन्दर जान पड़ते थे। उसने खियोंकी बातें सुनकर 
खेल-सा करते हुए एक ही हाथसे घोड़ेको पकड़ लिया। 
उसके भालपत्रपर स्पष्ट अक्षर लिखे हुए थे | राजकुमार 
उसे बाँचकर हँसा और उस महिला-मण्डलमें इस प्रकार 
बोल्त्र--“अहो ! शौर्य और सम्पत्तिमे मेरे पिता महाराज 
'चीरमणिकी समानता करनेवाला इस पृथ्वीपर दूसरा कोई 
नहीं है, तथापि उनके जीते-जी ये राजा रामचन्द्र इतना 
अहङ्कार. कैसे धारण करते हैं ? पिनाकधारी भगवान्‌ 
शङ्कर जिनकी सदा रक्षा करते रहते हैं तथा देखता, दानव 
और यक्ष--अपने मणिमय मुकुटोंद्वारा जिनके चरणोंकी 
चन्दना किया करते. हें, वे महाबली मेरे पिताजी ही इस 
घोड़ेके द्वारा अश्वमेध यज्ञ करें। इस समय यह 
घुड़सालमें जाय और मेरे सैनिक इसे ले जाकर वहाँ 
बाँध दें।' इस प्रकार उस घोड़ेको पकड़कर राजा 
वीरमणिका ज्येष्ठ पुत्र रुक्माङ्गद अपनी पलियॉके साथ 
नगरमें आया ! उस समय उसके मनमें बड़ा उत्साह भरा 
हुआ था। उसने पितासे जाकर कहा--'मैं रघुकुलके 
स्वामी श्रीरामचन्द्रका घोड़ा ले आया हूँ । यह इच्छानुसार 
चलनेवाला अद्भुत अश्व अश्वमेघ यज्ञके लिये छोड़ा 
गया था । रामके भाई शत्रुघ्न अपनी विशाल सेनाके साथ 
इसकी रक्षाके लिये आये हैं।' महाराज वीरमणि बड़े 


"बुद्धिमान्‌ थे। पुत्रकी बात सुनकर उन्होंने उसके कार्यकी 
प्रशंसा नहीं की सोचा कि “यह घोड़ा लेकर चुपकेसे 
चला आया है। इसका यह कार्य तो चोरके समान है ।' 
अद्भुत कर्म करनेबाले भगवान्‌ शङ्कर राजाके इष्टदेव थे। 
उनसे राजाने सारा हाल कह सुनाया। 

तब भगवान्‌ शिवने कहा--राजन्‌ ! तुम्हारे 
पुत्रने बड़ा अद्भुत काम किया है। यह परम बुद्धिमान्‌ 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रके महान्‌ अश्वको हर लाया है, 
जिनका मैं अपने हृदयमें ध्यान करता हूँ, जिह्वासे जिनके 
नामका उच्चारण करता हुँ, उन्हीं श्रीसमके यज्ञ-सम्बन्धी 
अश्वका तुम्हारे पुत्रने अपहरण किया है। परन्तु इस 
युद्धक्षेत्रमें एक बहुत बड़ा लाभ यह होगा कि हमलोग 
भक्तोंद्रार सेवित श्रीरघुनाथजीके चरणकमलोंका दर्शन 
कर सकेंगे। परन्तु अब हमें अश्वकी रक्षाके लिये महान्‌ 
प्रयत्न करना होगा । इतनेपर भी मुझे संदेह है कि 
झत्रुप्रके सैनिक मेरे द्वारा रक्षा किये जानेपर भी इसे 
बलपूर्वक पकड़ ले जायेंगे। इसलिये महाराज [मैं तो 
यही सलाह दूँगा कि] तुम विनीत होकर जाओ और 
राज्यसहित इस सुन्दर अश्वको भगवानकी सेवामे अर्पण 
करके उनके चरणॉका दर्शन करो । 
बीरमणि बोले--भगवन्‌ ! क्षत्रियोंका यह धर्म 
है कि वे अपने प्रतापकी रक्षा करें, अतः हर एक मानी 
पुरुषके लिये अपने प्रतापकी रक्षा करना कर्तव्य है; 
इसके लिये उसे अपनी शक्तिभर पराक्रम करना चाहिये । 
आवश्यकता हो तो शरीरको भी होम देना चाहिये। 
सहसा किसीकी शरणमें जानेसे शत्रु उपहास करते हैं। 
चे कहते हैं--“यह कायर है, राजाऑमें अधम है, क्षुद्र 
है। इस नीचने भयसे विह्ृल होकर अनार्यपुरुषोंकी भाँति 
झत्रुके चरणोंमें मस्तक झुकाया है।' अतः अब युद्धका 
अवसर उपस्थित हो गया है । इस समय जैसा उचित हो, 
बही आप करें । कर्तव्यका विचार करके आपको अपने 
इस भक्तकी रक्षा करनी चाहिये। 
डोषजी कहते हैँ--राजाकी बात सुनकर भगवान्‌ 
अद्धमौलि अपनी मेघके समान गम्भीर वाणीसे उनका 
मन लुभाते हुए हँसकर बोले--“राजन्‌ ! यदि तैंतीस 


» देवपुरके राजकुपार रुक्मङ्गटङ्वारा अश्वका अपहरण +» 


४८९ 


करोड़ देवता भी आ जाये तो भी किसमें इतनी शक्ति है 
जो मेरे द्वारा रक्षित रहनेपर तुमसे घोड़ा ले सके । यदि 
साक्षात्‌ भगवान्‌ यहाँ आकर अपने स्वरूपकी झाँकी 
करायेंगे तो मै उनके कोमल चरणोंमें मस्तक झुकाऊँगा; 
क्योंकि सेवकका स्वामीके साथ युद्ध करना बहुत बड़ा 
अन्याय बताया गया है । शेष जितने वीर हैं, वे मेरै लिये 
तिनकेके समान हैं--कुछ भी नहीं कर सकते। अतः 
राजेन्द्र ! तुम युद्ध करो, मैं तुम्हारा रक्षक हूँ। मेरे रहते 
कौन ऐसा वीर है जो बलपूर्वक घोड़ा ले जा सके ? यदि 
त्रिलोकी भी संगठित होकर आ जाय तो मेरा कुछ भी 
नहीं बिगाड़ सकती ।' 

इधर श्रीरघुनाथजीके जितने सैनिक थे, जे अश्वका 
मार्ग ढूँढ़ रहे थे। इतनेहीमें महाराज शत्रुघ्न भी अपनी 
विशाल सेनाके साथ आ पहुँचे। आते ही उन्होंने सभी 
सेवकोंसे प्रश्न किया--'कहाँ है मेरा अश्च ? स्वर्णपत्रसे 
सुशोभित बह यज्ञ-सम्बन्धी घोड़ा इस समय दिखायी 
क्यों नहों देता ?' उनकी बात सुनकर अश्वके पीछे 
चलनेवारे सेवकेनि कहा--'नाथ ! उस मनके समान 
तीन्नगामी अश्वको इस जंगलमें किसीने हर लिया । हमें 
भी वह कहीं दिखायी नहीं देता।' सेवकोंके धन 
सुनकर राजा शत्रुघने सुमतिसे पूछा--'मन्त्रिबर ! यहाँ 
कौन राजा निवास करता है ? हमें अश्वकी प्राप्ति कैसे 
होगी ? जिसने आज हमारे अश्वका अपहरण किया है, 
उस राजाके पास कितनी सेना है ?' इस प्रकार शत्रुघजी 
मन्त्रीके साथ परामर्श कर रहे थे, इतनेहीमें देवर्षि नारद 
युद्ध देखनेके लिये उत्सुक होकर वहाँ आये । शत्रुघ्ने 
उन्हें स्वागत-सत्कारसे सन्तुष्ट किया । चे बातचीत करनेमें 
बड़े चतुर थे; अतः अपनी वाणीसे नारदजीको प्रसन्न 
करते हुए बोले-- “महामते ! बताइये, मेरा अश्व कहाँ 
है? उसका कुछ पता नहीं चलता । मेरे कार्य-कुशल 
अनुचर भी उसके मार्गका अनुसन्धान नहीं कर पाते ।' 

नारदजी वीणा बजाते और श्रीराम-कथाका आारम्नार 
गान करते हुए बोले--'राजन्‌ ! यहाँ देवपुर नामका 
नगर है उसमें वीरमणि नामसे विख्यात एक बहुत बड़े 
राजा रहते हैं। उनका पुत्र इस बनमें आया था, उसीने 


अश्वको पकड़ लिया है। आज उस राजाके साथ 
तुमलोगोंका बड़ा भयङ्कर युद्ध होगा। उसमें बड़े-बड़े 


नेरे 


बलवान्‌ और शूरवीर मारे जायँगे । इसलिये तुम पूरी 
तैयारीके साथ यहाँ स्थिरतापूर्वक खड़े रहो तथा सेनाका 
ऐसा व्यूह बनाओ; जिसमें शत्रुके सैनिकोंका प्रवेश करना 
अत्यन्त कठिन हो । श्रेष्ठ राजा वीरमणिसे युद्ध करते समय 
तुम्हें बड़ी कठिनाइयोका सामना करना पड़ेगा; तथापि 
अन्तमें विजय तुम्हारी ही होगी । भला, सम्पूर्ण जगत्में 
कौन ऐसा नीर है, जो भगवान्‌ श्रीरामको पराजित कर 
सके।' ऐसा कहकर नारदजी वहाँसे अन्तर्धान हो गये 
और देवता तथा दाननोंके समान उन दोनों पक्षॉका 
भयङ्कर मुद्ध देखनेके लिये आकाइमें ठहर गये । 
` उधर शूरशिरोमणि राजा वीरमणिने रिपुवार नामक 
सेनापतिको नुत्त्रया और उसे अपने नगरमें ढिंढोरा 
पिटवानेका आदेश दिया । सेनापतिने राजाकी आज्ञाका 
पालन किया । प्रत्येक घर, गली और सड़कपर डंकेकी 
आवाज सुनायी देने लगी । लोगोंको जो घोषणा सुनायी 
गयी, वह इस प्रकार थी-_ 'राजधानीमें जो-जो वीर 
उपस्थित हैं, ने सभी शात्रुघ्रपर चढ़ाई करें। जो लोग 


वीरताके अभिमानमें आकर राजाज्ञाका उल्लङ्घन करेंगे, 
वे महाराजके पुत्र या भाई ही क्यों न हों, वधके योग्य 
समझे जायँगे। फिरसे डंका बजाकर उपर्युक्त घोषणा 
दुहणई जाती है--सभी वीर सुन लै और सुनकर शीघ्र 
ही अपने कर्तव्यका पालन करें। विलम्ब नहीं होना 
चाहिये ।' नरश्रेष्ठ वीरमणिके सैनिक श्रेष्ठ योद्धा थे। 
उन्होंने यह घोषणा अपने कानों सुनी और कळच आदिसे 
सुसज्जित होकर वे महाराजके पास गये । उनकी दृष्टिमें 
युद्ध एक महान्‌ उत्सबके समान था; उसका अबसर 
पाकर उनका हृदय हर्ष और उत्साहसे भर गया था। 
राजकुमार रुक्माङ्गद भी आपने मनके समान वेगशाली 
रथपर सवार होकर आये । उनके छोटे भाई शुभाङ्गद भी 
अपने सुन्दर शरीरपर बहुमूल्य रल्रमय कवच धारण 
करके रणोत्सवमें सम्मिलित होनेके लिये प्रस्थित हुए। 
महाराजके भाईका नाम था वीरसिंह। वे सब प्रकारके 
अस्त्र-शस्त्रॉकी विद्यामें प्रवीण थे। राजाज्ञाके अनुसार वे 
भी दरबारमें गये; क्योंकि महाराजका शासन कोई लॉँघ 
नहीं सकता था। राजाका भानजा बलमित्र भी उपस्थित 
हुआ तथा सेनापति रिपुवारने भी चतुरङ्गिणी सेना तैयार 
करके महाराजको इसकी सूचना दी। 

तदनन्तर राजा बीरमणि सब प्रकारके अख्त्र-शस्त्रोंसे 
भरे हुए अपने श्रेष्ठ रथपर सवार हुए । बह रथ बहुत ऊँचा 
था और उसके ऊँचे-ऊँचे पहिये मणियोंके बने हुए थे। 
चारों ओरसे भेरियाँ बज उठीं। उनके बजानेवाले बहुत 
अच्छे थे। भेरी बजते ही राजाकी सेना संग्रामके लिये 
अस्थित हुई । सर्वत्र कोलाहल छा गया । महाराज बीरमणि 
युद्धके उत्साहसे युक्त होकर रणक्षेत्रकी ओर गये । राजाकी 
सेना आ पहुँची। । शख-सञ्चालनमैं चतुर रथियोंके द्वारा 
समूची सेनामें महान्‌ कोलाहल छा रहा है, यह देखकर 
झत्रुधने सुमतिसे कहा-- 'मन्त्रिवर ! मेरे अश्वको 
पकड़नेवाले बलवान्‌ राजा बीरमणि मुझसे युद्ध करनेके 
लिये विशाल चतुरङ्गिणी सेनाके साथ आ गये; अब किस 
तरह युद्ध आरम्भ करना चाहिये। कौन-कौन महाबली 
योद्धा इस समय युद्ध करेंगे ? उन सबको आदेश दो; 
जिससे इस संग्राममें हमें मनोवाञ्छित विजय प्राप्त हो ।' 


पातालखण्ड ] 


» देवपुरके राजकुमार रूक्माङ्गदद्वारा अश्वका अपहरण » 


४९९ 


सुमतिने कहा--स्वामिन्‌ ! वीर पुष्कल श्रेष्ठ 
अख्रोंके ज्ञाता हैं; इस समय ये ही युद्ध करें। नीलरल 
आदि दूसरे योद्धा भी संग्राममें कुशल हैं; अतः वे भी 
लड़ सकते हैं। आपको तो भगवान्‌ शङ्कर अथवा राजा 
चीरमणिके साथ ही युद्ध करना चाहिये। वे राजा बड़े 
बलवान्‌ और पराक्रमी हैं; उन्हें इन्द्रयुद्धके द्वारा जीतना 
चाहिये। इस उपायसे काभ लेनेपर आपकी विजय 
होगी । इसके जाद आपको जैसा जँचे, वैसा ही कीजिये; 
क्योंकि आप तो स्वयं ही परम बुद्धिमान्‌ हैं। 
मन्त्रीकी यह बात सुनकर इत्रुवीरोंका दमन 
करनेवाले ात्रुप्रने युद्धके लिये निश्चय किया और श्रेष्ठ 
योद्धाओंको लड़नेकी आज्ञा दी । संग्रामके लिये उनकी 
आज्ञा सुनकर युद्ध-कुशल वीर अत्यन्त उत्साहसे भर 
गये और शात्रुसैनिकोंके साथ युद्ध करनेके लिये चले । 
बे हाथोंमें धनुष धारण किये युद्धके मैदानमें दिखायी 
दिये और बाणोंकी बौछार करके बहुतेरे विपक्षी 
योद्धाओंको विदीर्ण करने ऊगे। उनके द्वारा अपने 
सैनिकॉका संहार सुनकर मणिमय रथपर बैठा हुआ 
बलवान्‌ राजकुमार रुक्माङ्गद उनका सामना करनेके 
लिये आगे बढ़ा । उसने आपने अनेकों बाणॉकी मारसे 
कात्रुपक्षके हजारों बीरोंको उद्रिग्र कर दिया। उनमें 
हाहाकार मच गया । राजकुमार बलवान्‌ था; उसने बल, 
यश और सम्पत्तिमें अपनी समानता रखनेवाले शत्रुघ्न 
तथा भरत-कुमार पुष्कलको युद्धके लिये ललकार 
“बीररत्र ! मुझसे युद्ध करनेके लिये आओ । इन करोड़ों 
मनुष्यको डराने या मारनेसे क्या लाभ ? मेरे साथ घोर 
संग्राम करके विजय प्राप्त करो ।' 
रुवमाङ्गदके ऐसा कहनेपर बलवान्‌ वीर पुष्कल 
हँस पड़े। उन्होंने अपने तीखे बाणोंसे राजकुमारकी 
छातीमें बड़े वेगसे प्रहार क्रिया । राजकुमार झात्रुके इस 
पराक्रमको नहीं सह सका । उसने अपने महान्‌ धनुषपर 
बाणांका सन्धान किया और दस सायकॉसे वीर 
पुष्कलकी छातीको बाँध डाला। दोनों ही युद्धमें एक 
दूसरेपर कुपित थे। दोनोंहीके हदयमें विजयकी 
अभिलाषा थी। रुक्माङ्गदने पुष्कळसे कहा--'बीर ! 


अब तुम बलपूर्वक किया हुआ मेरा पराक्रम देखो । 
सम्हलकर बैठ जाओ, मैं तुम्हारे रथको आकाइमें 
उड़ाता हूँ।' ऐसा कहकर उसने मन्त्र पढ़ा और पुष्कलके 
रथपर भ्रामकास्त्रका प्रयोग किया । उस बाणसे आहत 
होकर पुष्कलका रथ चकर काटता हुआ एक योजन दूर 
जा पड़ा | सारथिने बड़ी कठिनाईसे रथको रोका तो भी 
वह पृथ्वीपर ही चक्कर लगाता रहा। किसी तरह 
पूर्वस्थानपर रथको ले जाकर उत्तम अस्क्रॉके ज्ञाता 
पुष्कलने कहा--'राजकुमार ! तुम्हारे जैसे वीर पृथ्वीपर 
रहनेके योग्य नहीं हैं। तुम्हें तो इन्द्रकी सभामें रहना 
चाहिये; इसलिये अब देवलोकको ही चले जाओ।' 
ऐसा कहकर उन्होंने आकाडामें उड़ा देनेवाले महान्‌ 
असनका प्रयोग किया । उस बाणकी चोटसे रुक्माङ्गदका 
रथ सीधे आकाशमें उड़ चला और समस्त लोकोंको 
लाँघता हुआ सूर्यमण्डलतक जा पहुँचा । बहाँकी प्रचण्ड 
ज्वालासे राजकुमारका रथ घोड़े और सारथिसहित दग्ध 
हो गया तथा वह स्वयं भी सूर्यकी किरणोंसे झुलस 
जानेके कारण बहुत दुःखी हो गया। अन्तमें बह दग्ध 
होकर पृथ्वीपर गिर पड़ा। उस समय युद्धके अग्रभागमें 
महान्‌ हाहाकार मचा। राजा वीरमणि अपने पुत्रको 
मूर्च्छित देखकर क्रोधमे भर गये और रणभूमिके 
मध्येभागमें खड़े हुए पुष्कलकी ओर चले । 

इधर कपिवर हनुमानजीने जब देखा कि समुद्रके 
समान विशाल सेनाके भीतर स्थित हुए राजा वीरमणि 
भरतकुमार पुष्कलको ललकार रहे हैं तन वे उनकी ओर 
दौड़े । उन्हें आते देख पुष्कलने कहा--'महाकपे ! आप 
क्यों युद्धभूमिमें लड़नेके लिये आ रहे हैं? राजा 
वीरमणिकी यह सेना है ही कितनी ! मैं तो इसे बहुत 
थोड़ी--अत्यन्त तुच्छ समझता हूँ। जिस प्रकार आपने 
भगवान्‌ श्रीरामकी कृपासे राक्षस-सेनारूपी समुद्रको पार 
किया था, उसी प्रकार मैं भी श्रीरघुनाथजीका स्मरण 
करके इस दुस्तर संकटके पार हो जाऊँगा । जो लोग 
दुस्तर अनस्थामें पड़कर- श्रीरघुनाथजीका स्मरण करते हैं, 
उनका दुःखरूपी समुद्र सूख जाता है--इसमें तनिक भी 
सन्देह नहीं है; इसलिये महाबीर ! आप चाचा इतुके 


४९२ 


* अचंयस्व हवीकेश यदीच्छसि परं पदम्‌ « 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


पास जाइये। मैं अभी एक क्षणमें राजा वीरमणिको 
जीतकर आ रहा हूँ।' 
हनुमानजी बोले- बेटा! राजा वीरमणिसे 
भिड़नेका साहस न करो। ये दानी, झारणागतकी रक्षामें 
कुशल, बलवान्‌ और शौर्यसे शोभा पानेवाले हैं। तुम 
अभी बालक हो और राजा वृद्ध । ये सम्पूर्ण अस्न- 
वेत्ताओमें श्रेष्ठ हैं। इन्होंने युद्धमें अनेकों शूरवीरोंको 
परास्त किया है । तुम्हें मालूम होना चाहिये कि भगवान्‌ 
सदाशिव इनके रक्षक हैं और सदा इनके पास रहते हैं। 
वे राजाकी भक्तिके वशीभूत होकर इनके नगरमें पार्वती- 
सहित नियास करते हैं। 
पुष्कलने कहा--कपिश्रेष्ठ ! माना कि राजाने 
भगवान्‌ शङ्करको भक्तिसे बशमें करके अपने नगरमें 
स्थापित कर रखा है; परन्तु भगवान्‌ शङ्कर स्वयं जिनकी 
आराधना करके सर्वोत्कृष्ट स्थानको आप्त हुए हैं, वे 
श्रीरघुनाथजी मेरा हृदय छोड़कर कहीं नहीं जाते । जहाँ 
श्रीरघुनाथजी हैं, वहीं सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ है; अतः मैं 
राजा वीरमणिको युद्धमें जीत लूँगा । 
धीरतापूर्वक कही हुई पुष्कलकी ऐसी वाणी सुनकर 
हनुमानजी राजाके छोटे भाई वीरसिंहसे युद्ध .करनेके 
लिये चले गये। पुष्कल द्वैरथ-युद्धमें कुशल थे और 
सुवर्णजटित रथपर विराजमान थे । वे राजाको ललकारते 
देख उनका सामना करनेके लिये गये। उन्हें आया 
देखकर राजा वीरमणिने कहा--'बालक-! मेरे सामने न 
आओ, मैं इस समय क्रोधमें भरा हूँ; युद्धमें मेरा क्रोध 
और भी बढ़ जाता है; यदि प्राण बचानेकी इच्छा हो तो 
लौट जाओ | मेरे साथ युद्ध मत करो ।' राजाका यह 
वचन सुनकर पुष्कलने कहा-- “राजन्‌ ! आप युद्धके 
मुहानेपर सैंभलकर खड़े होइये। मैं श्रीरामका भक्त हूँ; 
मुझे कोई युद्धमें जीत नहीं सकता, चाहे वह इन्द्र-पदका 
ही अधिकारी क्यों न हो ।' पुष्कलका ऐसा वचन सुनकर 
राजाओमें अग्रगण्य वीरमणि उन्हें निरा बालक समझकर 
हँसने लगे, तत्पश्चात्‌ उन्होंने अपना क्रोध प्रकट किया | 
राजाको कुपित जानकर रणोन्मत्त वीर भरतकुमारने उनकी 
छातीमें बीस तीखे नाणोंका अहार किया । उन बाणोंको 


आते देख राजाने अत्यन्त कुपित होकर अपने तीक्ष्ण 
सायर्कोसे उनके टुकड़े-टुकड़े कर डाले । बाणोंका काटा 
जाना देख झत्रु-वीरोंका विनाझ करनेवाले भरतकुमारके 
हृदयमें बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने तीन बाणोंसे राजाके 
'ललाटको बाँध डाला । उन बाणोंकी चोटसे राजाको बड़ी 
व्यथा हुई। वे प्रचण्ड क्रोधमें भर गये और वीर 
पुष्कलकी छातीमें उन्होंने नौ बाण मारे। तब तो 
पुष्कलका क्रोध भी बढ़ा। उन्होंने तीखे पर्ववाले सौ 
बाण मारकर तुरंत ही राजाको घायल कर दिया। उन 
बाणोंके प्रहारसे राजाका कवच, किरीट, शिरस्त्राण तथा 
रथ--सभी छिन्न-भिन्न हो गये। तब वीरमणि दूसरे 
रथपर सवार होकर भरत-कुमारके सामने आये और 
बोले---'श्रीरामचन्द्रजीके चरण-कमलोंमें भ्रमरके समान 
अनुराग रखनेवाले वीर पुष्कल ! तुम धन्य हो !' ऐसा 
कहकर अख्न-विद्यामें कुशल राजाने उनपर असंख्य 
बाणोंका प्रहार किया । वहाँ पृथ्वीपर और दिशाओंमें 
उनके बाणोंके सिवा दूसरा कुछ नहीं दिखायी देता था । 
अपनी सेनाका यह संहार देखकर रथियोंमें अग्रगण्य 
पुष्कलने भी इत्रुपक्षके योद्धाओंका विनाश आरम्भ 
किया । हाथियोके मस्तक विदीर्ण होने लगे, उनके मोती 
बिखर-बिखरकर गिरने लगे । उस समय क्रोधमें भरे हुए 
पुष्कलने राजा वीरमणिको सम्बोधित करके शङ्क 
बजाकर निर्भयतापूर्वक कहा--'राजन्‌ ! आप वृद्ध 
होनेके कारण मेरे मान्य हैं, तथापि इस समय युद्धमें मेरा 
महान्‌ पराक्रम देखिये । वीरवर ! यदि तीन बाणोंसे मैं 
आपको मूर्च्छित न कर दूँ तो जो महापापी मनुष्य 
'पापहारिणी गङ्गाजीके तटपर जाकर भी उनकी निन्दा 
करके उनके जलमें डुबकी नहीं लगाता, उसको रूगने- 
बाला पाप मुझे ही लगे ।' 

यह कहकर पुष्कलने राजाके महान्‌ वक्षःस्थलको, 
जो किवाड़ोंके समान विस्तृत था निशाना बनाया और 
एक अमिके समान तेजस्वी एवे तीक्ष्ण बाण छोड़ा । 
किन्तु राजाने अपने बाणसे पुष्कलके उस बाणके दो 
टुकड़े कर डाले। उनमेंसे एक टुकड़ा तो भूमण्डलको 
अकाहित करता हुआ पृथ्वीपर गिर पड़ा और दूसरा 


पातालखपण्ड ] 


» हनुपान्‌जीके द्वारा खोरसिंहकी पराजय और वीरमणिका आत्मसमर्पण + 


१४९३ 


$8५०७००३४५००४९०७५४५०५३७५७५५०७७५५७५०५५४५४»४०४५७७७७००७७५७७७७:७५७७/:०५४७०४४9७४»५+»७ 9००५० ०»०५०७४०9०»2#92924०४७. 


राजाके रथपर गिस। तब पुष्कलने अपना मातृ- 


करनेवाले श्रीरघुनाथजीका उन्होंने मन-ही-मन स्परण 


भक्तिजनित पुण्य अर्पण करके दूसरा बाण चलाया; किन्तु किया और तीसरा बाण छोड़ दिया। वह बाण सर्पके 


राजाने अपने महान्‌ बाणसे उसको भी काट दिया । इससे 
पुष्कलके मनमें बड़ा खेद हुआ । वे सोचने लगे--*अब 
कया करना चाहिये ?' इतनेहोमें उन्हें एक उपाय सूझ 
गया। वे श्रेष्ठ अस्त्रॉके ज्ञता तो थे ही, अपनी पीड़ा दूर 


समान विषैला और सूर्यके समान प्रज्वलित था। उसने 
राजाकी छातीमें चोट पहुँचाकर उन्हें मूर्च्छित कर दिया । 
राजाके मूर्च्छित होते ही उनकी सारी सेना हाहाकार मचाती 
हुई भाग चली और पुष्कल विजयी हुए। 


= = 
इनुमानजीके द्वारा चीरसिंहकी पराजय, वीरभद्रके हाथसे पुष्कलका वध, शङ्करजीके 
द्वारा शंत्रुन्नका मूर्च्छित होना, हनुमानके पराक्रमसे शिवका संतोष, हनुमानजीके 
उद्योगसे मरे हुए वीरोंका जीवित होना, श्रीरामका प्रादुर्भाव 
और वीरमणिका आत्मसमर्पण 


शेषजी कहते हैं-मुने ! हनुमानजीने वीरसिंहके 
पास जाकर कहा--'वीरबर ! ठहरो, कहाँ जाते हो ? में 
एक ही क्षणमै तुम्हें परास्त करूँगा ।' वानरके मुखसे 
ऐसी बढ़ी-चढ़ी बात सुनकर वीरसिंह क्रोधमें भर गये 
और मेघके सपान गम्भीर ध्वनि करनेवाले धनुषको 
खींचकर तीक्ष्ण बाणोंकी वर्षा करने लगे । उस समय 
रणभूमिमें उनकी ऐसी शोभा हो रही थी, मानो आषाढ़के 
महीनेमें धारावाहिक वृष्टि करनेवाला मनोहर मेघ शोभा 
पा रहा हो। उन तीखे बाणोंको अपने शरीरपर लगते देख 
हनुमान्‌जीने वज़के समान मुका वीरसिंहकी छातीमें 
मारा । मुष्टिका-प्रहार होते ही वे मूर्च्छित होकर धरतीपर 
गिर पड़े। अपने चाचाको मूर्च्छित देख राजकुमार 
युभाङ्गद वहाँ आ पहुँचा । रुक्माङ्गदकी भी मूर्च्छा दूर हो 
चुकी थी; अतः नह भी युद्ध क्षेत्रमें आ धमका । वे दोनों 
भाई भयङ्कर संग्राम करते हुए हनुमानजीके पास गये। 
उन दोनों बीरोंको समर-भूमिमें आया देख हनुमानजीने 
उन्हें रथ और धनुषसहित अपनी पूँछमें लपेट लिया और 
पृथ्वीपर बड़े वेगसे पटका । इससे वे दोनों राजकुमार 
तत्काळ मूर्च्छित हो गये। इसी प्रकार बरूमित्र भी 
सुमदके साथ बहुत देरतक युद्ध करके अन्तमेंमूर्च्छाको 
आप्त हुए । 
तदनन्तर, अपने आत्मीय जनोंको मूर्च्छित देख 
भक्तोंकी पीड़ा दूर करनेवाले भगवान्‌ महेश्वर स्वयं डी 


उस विशाल सेनामें शत्रुघ्रके सैनिकोंके साथ युद्ध 
करनेके लिये गये। उनका उद्देश्य था भक्तोंकी रक्षा 
करना । बे पूर्वकालमें जैसे त्रिपुरसे युद्ध करनेके लिये 
गये थे, उसी प्रकार वहाँ भी अपने पार्षदों और 
प्रमथ-गर्णोसहित पृथ्वीतलको कॅपाते हुए जा पहुँचे। 
महाबली शात्रुधने जब देखा कि सर्वदेवशिरोमणि साक्षात्‌ 
महेश्वर पधारे हैं, तब वे भी उनका सामना करनेके लिये 
रणभूमिमें गये । शत्रुको आया देख पिनाकधारी रुद्रने 
बीरभद्रसे कहा--'तुम मेरे भक्तको पीड़ा देनेवाले 
पुष्कलसे युद्ध करो।' फिर नन्दीको उन्होंने महाबली 
हनुमान्‌से लड्नेके लिये भेजा । तदनन्तर कुशध्वजके 
पास प्रचण्डको, सुबाहुके पास भृङ्गीको और सुमदके 
पास चण्डनामक अपने गणको भेजकर युद्धके लिये 
आदेश दिया। महारुद्रके प्रधान गण वीरभद्रको आया 
देख पुष्कल अत्यन्त उत्साहपूर्वक उनसे युद्ध करनेको 
आगे बढे। उन्होंने पाँच बाणोंसे बोरभद्रको घायल 
किया। उनके बाणोंसे क्षत-विक्षत होकर वीरभद्रने 
त्रिशूल हाथमें लिया; किन्तु महाबली पुष्कलने एक ही 
क्षणमें उस त्रिशूलको काटकर विकट गर्जना की। 
अपने त्रिशुछको कटा देख रुद्रके अनुगामी महाबली 
वीरभद्रको बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने महारथी 
पुष्कलके रथको तोड़ डाला । वीरभद्रके चेगसे चकनाचूर 
हुए रथको त्याग कर महाबली पुष्कल पैदल हो गये 


४९४ 


* अर्चयस्व हृषीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ » 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


और वीरभद्रको मुकेसे मारने लगे। फिर दोनोंने एक 
दूसरेपर मुष्टिकाप्रहार आरम्भ किया। दोनों ही परस्पर 
विजयके अभिलाषी और एक-दूसरेके प्राण लेनेको 
उतारू थे । इस प्रकार रात-दिन लगातार युद्ध करते उन्हे 
चार दिन व्यतीत हो गये। पाँचवें दिन पुष्कलको बड़ा 
क्रोध हुआ और उन्होंने वीरभद्रका गला पकड़कर उन्हें 
पृथ्वीपर दे मारा। उनके प्रहारसे महाबली वीरभद्रको 
बड़ी पीड़ा हुई । फिर उन्होंने भी पुष्कलके पैर पकड़कर 
उन्हें बारम्बार घुमाया और पृथ्वीपर पछाड़कर मार 
डाला । महाबली वीरभद्रने पुष्कलके मस्तकको, जिसमें 
कुण्डल जगमगा रहे थे, त्रिशूलसे काट दिया। इसके 
बाद चे जोर-जोरसे गर्जना करने लगे। यह देखकर सभी 
लोग र्रा उठे। रणभूमिमें जो युद्ध-कुशल वीर थे, 
उन्होंने बीरभ्रके द्वारा पुष्कलके मारे जानेका समाचार 
झत्रुब्रसे कहा । 
पुष्कलके वधकः वृत्तान्त सुनकर महावीर शत्रुप्रको 
बड़ा दुःख हुआ। चे शोकसे काँप उठे । उन्हें दुःखी 
जानकर भगवान्‌ झङ्करने कहा--रे इत्रुघ्र ! तू युद्धमें 
शोक न कर । वीर पुष्कल धन्य है, जिसने महाप्रल्यकारी 
बीरभद्रके साथ पाँच दिनोतक युद्ध किया । ये वीरभद्र वे 
ही है, जिन्होंने मेर अपमान करनेवाले दक्षको क्षणभरमें 
मार डाला था; अतः महाबलवान्‌ राजेन्द्र ! तू शोक त्याग 
दे और युद्ध कर । शत्रुघ्नने शोक छोड़ दिया । उन्हें शङ्करके 
अति खड़ा क्रोध हुआ । उन्होंने चढ़ाये हुए धनुषको हाथमे 
लेकर महेश्वरपर बाणोंका प्रहार आरम्भ किया । उधरसे 
इङ्करने भी बाण छोड़े । दोनॉके बाण आकाझमें छा गये । 
नाण-युद्धमें दोनोंकी क्षमता देखकर सब लोगोंको यह 
बिश्वास हो गया कि अन सबको मोहमें डालनेवाला 
लोक-संहारकारी प्रलयकाल आ पहुँचा । दर्शक कहने 
रूगे--*ये तीनों लोकॉंकी उत्पत्ति और प्रलय करनेवाले 
रुद्र हैं, तो वे भी महाराज श्रोरामचन्द्रके छोटे भाई हैं। नु 
जाने क्या होगा । इस भूतलपर किसकी विजय होगी >' 


इस प्रकार शत्रुघ्न और शिवमें ग्यारह दिनॉतक * 


परस्पर युद्ध होता रहा । ना<हवें दिन राजा शात्रुघ्ने क्रोधमें 
भरकर महादेवजीका वध करनेके लिये ब्रह्मास्रका प्रयोग 


किया, किन्तु महादेवजी उस महान्‌ अस्त्रको हँसते-हँसते 
पी गये। इससे शत्रुघ्नको बड़ा आश्चर्य हुआ । वे सोचने 
लगे-- अब क्या करना चाहिये ?' वे इस प्रकार विचार 
कर ही रहे थे कि देवाधिदेवोंके शिरोमणि भगवान्‌ शिवने 
जन्रुप्नकी छातीमें एक अग्निके समान तेजस्वी बाण भोंक 
दिया। उससे मूर्च्छित होकर शत्रुघ्न रणभूमिमें गिर पड़े। 
उस समय योद्धाओंसे भरी हुई उनकी सारी सेनामें 
हाहाकार मच गया। शात्रुधको बाणोंसे पीड़ित एवं 
मूर्च्छित होकर गिरा देख हनुमानजीने पुष्कलके शरीरको 
रथपर सुला दिया और सेवकोंको उनकी रक्षामें तैनात 
करके वे स्वयं संहारकारी शिवसे युद्ध करनेके लिये 
आये । हनुमानजी श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण करके अपने 
पक्षके योद्धाओंका हर्ष बढ़ाते हुए रोषके मारे अपनी 
पूँछको जोर-जोरसे हिला रहे थे। 

युद्धके मुहानेपर रुद्रके समीप पहुँचकर महाबीर 
हनुमानजी देवाधिदेव महादेवजीका वध करनेकी इच्छासे 
बोले---'रुद्र ! तुम रामभक्तका वघ करनेके लिये उद्यत 
होकर धर्मके प्रतिकूल आचरण कर रहे हो; इसलिये मैं 
तुम्हें दण्ड देना चाहता हूँ। मैने पूर्वकालमें वैदिक 
ऋषियोंके मुँहसे अनेकों बार सुना है कि थिनाकधारी रुद्र 
सदा ही श्रीरघुनाथजीके चरणोंका स्मरण करते रहते हैं; 
किन्तु वे सभी बातें आज झूठी साबित हुई। क्योंकि 
तुमने राम भक्त इत्रुध्रके साथ युद्ध किया है।' 
हनुमान्‌जीके ऐसा कहनेपर महेश्वर बोले--“कपिश्रेष्ठ ! 
तुम वीरोंमें प्रधान और धन्य हो । तुमने जो कुछ कहा है, 
वह सत्य है । देवदानव-वन्दित ये भग .न्‌ श्रीरामचन्द्रजी 
वास्तवमें मेरे स्वामी हैं । किन्तु मेरा भक्त वीरमणि उनके 
अश्वको ले आया है और उस अश्वके रक्षक झात्रुध, जो 
झन्रुवीरोंका दमन करनेवाले हैं, इसके ऊपर चढ़ आये 
हैं। इस अवस्थामें मैं वीरमणिकी भक्तिके वशीभूत होकर 
उसकी रक्षाके लिये आया हुँ; क्योंकि भक्त अपना ही 
स्वरूप होता है। आतः जिस किसी तरह भी सम्भव हो, 
उसकी रक्षा करनी चाहिये; यही मर्यादा है ।' 

चण्डीपति भगवान्‌ शङ्करके ऐसा कहनेपर 
हनुमानजी बहुत कुपित हुए और उन्होंने एक नड़ी शिला 


पातालखण्ड ] 


« हतुमानजीके द्वारा वीरसिंहकी पराजय और खीरयणिका आत्मसमर्पण « 


४९५ 


लेकर उसे उनके रथपर दे मारा। शिलाका आघात 
पाकर महादेवजीका रथ घोड़े, सारथि, ध्वजा और 
पताकासहित चूर-चूर हो गया। शिवजीको रथहीन 
देखकर नन्दी दौड़े हुए आये और बोळे--' भगवन्‌! 
मेरो पीठपर सवार हो जाइये।' भूतनाथको वृषभपर 
आरूढ़ देख हनुमान्जीका क्रोध और भी बढ़ गया। 
उन्होने शालका वृक्ष उखाड्कर बड़े वेगसे उनकी 
छातीपर प्रहार किया। उसकी चोट खाकर भगवान्‌ 
भूतनाथने एक तीखा शूल हाथमें लिया, जिसकी तीन 
शिखाएँ थीं तथा जो अग्निकी ज्वालाकी भाँति 
जाज्वल्यमान हो रहा था। अग्नितुल्य तेजस्वी उस महान्‌ 
शूलको अपनी ओर आते देख हनुमानजीने वेमपूर्वक 
हाथसे पकड़ लिया और उसे क्षणभरमें तिल-तिल करके 
तोड़ डाला। कपिश्रेष्ठ हनुमानने जब वेगके साथ 
त्रिशूलके टुकड़े-दुकड़े कर डाले, तब भगवान्‌ शिवने 
तुरंत ही शक्ति हाथमें ली, जो सब-की-सब लोहेकी बनी 
हुई थी। शिवजीकी चलायी हुई बह शक्ति बुद्धिमान्‌ 
हनुमानूजीकी छातीमें आ लगी। इससे चे कपिश्रेष्ठ 
क्षणभर बड़े विकल रहे। फिर एक ही क्षणमें उस 
पीडाको सहकर उन्होंने एक भयङ्कर वृक्ष उखाड़ लिया 
और बड़े-बड़े नागोंसे विभूषित महादेवजीकी छातीमें 
प्रहार किया । वीरवर हनुमानजीकी मार खाकर शिवजीके 
शरीरमें लिपटे हुए नाग र्रा उठे और वे उन्हें छोड़कर 
इधर-उधर होते हुए बड़े वेगसे पातालमें घुस गये । 
इसके नाद शिवजीने उनके ऊपर मुशल चलाया, किन्तु 
चे उसका वार बचा गये। उस समय रामसेवक 
हनुमानजीको बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने हाथपर पर्वत 
लेकर उसे शिवजीकी छातीपर दे मारा । तदनन्तर, उनके 
ऊपर दूसरी-दूसरी झिलाओं, वृक्षों और पर्वतोंकी वृष्टि 
आरम्भ कर दी। वे भगवान्‌ भूतनाथको अपनी पुँछमें 
लूपेटकर मारने रूगे। इससे नन्दीको बड़ा भय हुआ) 
उन्होंने एक-एक क्षणमें प्रहार करके शिवजीको अत्यन्त 
च्याकुल कर दिया। तन वे वानरराज हनुमानजीसे 
बोले--“रघुनाथजीकी सेवामें रहनेवाले भक्तप्रवर तुम 
घन्य हो। आज तुमने महान्‌ परोक्रम कर दिखाया। 


इससे मुझे बड़ा सन्तोष हुआ है । महान्‌ वेगशाली वीर ! 
मैं दान, यज्ञ या थोड़ी-सी तपस्यासे सुलभ नहीं हुँ; अतः 
मुझसे कोई वर माँगो ।' 

भगवान्‌ शिव सन्तुष्ट होकर जब ऐसी नात कहने 
लगे, तब हनुमानजीने हँसकर निर्भय वाणीमें कहा-- 
“महेश्वर ! श्रीरघुनाथजीके प्रसादसे मुझे सब कुछ प्राप्त 
है; तथापि आप मेरे युद्धसे सन्तुष्ट हैं, इसलिये मैं आपसे 
यह घर माँगता हूँ। हमारे पक्षके ये वीर पुष्कल युद्धमें 
मारे जाकर पृथ्वीपर पड़े हैं, श्रीरामचन्द्रजीके छोटे भाई 
शत्रुघ्न भी रणमें मूर्च्छित हो गये हैं तथा दूसरे भी 
बहुत-से वीर बाणोंकी मारसे क्षत-विक्षत एवं मूर्च्छित 
होकर धरतीपर गिरे हुए हैं। इन सबकी आप अपने 
गणोंके साथ रहकर रक्षा करें। इनके शरीरका खण्ड- 
खण्ड न हो, इस बातकी चेष्टा करें । मैं अभी द्रोणगिरिको 
लाने जा रहा हूँ, उसपर मरे हुए भ्राणियोंको जिलानेवाली 
ओषधियाँ रहती हैं।' यह सुनकर शङ्करजीने कहा-- 
“बहुत अच्छा, जाओ ।' उनकी स्वीकृति पाकर हनुमानजी 
सम्पूर्ण द्वीपोंको लाँघते हुए क्षीरसागरके तरपर गये। 
इधर भगवान्‌ शिव अपने गणोके साथ रहकर पुष्कल 
आदिकी रक्षा करने लगे । हनुमानजी द्रोण नामक महान्‌ 
पर्वतपर पहुँचकर जब उसे लानेको उद्यत हुए, तब नह 
काँपने लगा। उस पर्वतको काँपते देख उसकी रक्षा 
करनेवाले देवताओंने कहा--'छोड़ दो इसे, किसलिये 
यहाँ आये हो ? क्यों इसे ले जाना चाहते हो ?' उनकी 
बात सुनकर महायरास्वी हनुमानजी बोले--'देवताओ । 
राजा वीरमणिके नगरमें जो संग्राम हो रहा है, उसमें 
रुद्रके द्वारा हमारे पक्षके बहुत-से योद्धा मारे गये हैं। 
उन्हींको जीवित करनेके लिये मैं यह द्रोण पर्वत ले 
जाऊँगा। जो लोग अपने बल और पयक्रमके घमंडमें 
आकर इसे रोकेंगे, उन्हें एक ही क्षणमें मैं यमराजके घर 
भेज दूंगा । अतः तुमलोग मुझे समूचा द्रोण पर्वत अथवा 
वह औषध दे दो, जिससे मैं रणभूमिमें मरे हुए वीरोंको 
जीबन-दान कर सकूँ ।' पवनकुमारके ये वचन सुनकर 
सबने उन्हें प्रणाम किया और संजीवनी नामक ओषधि 
उन्हें दे दी । हनुमानजी औषध लेकर युद्धक्षेत्रमे आये । 


६२६ 


» अर्चयस्व इदीकेसे यदीच्छसि परे पदम्‌ « 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण' 


Aeereeresesesearesnassneseea%५४५५०५४५५५५४५५०५५०५५५५०४५५४४५५५०५५५५४०५०५ ५०५१५४०५५५०० ५५०५५ १५५५४५५४०५५४४. 


उन्हें आया देख समस्त वैरी भी साधु-साधु कहकर 
उनकी प्रशसा करने लगे तथा सबने उन्हें एक अद्भुत 
शक्तिशाली वीर माना । हनुमानजी बड़ी प्रसन्नताके साथ 
मरे हुए वीर पुष्कलके पास आये और महापुरुषोंके भी 
आदरणीय मन्त्रिवर सुमतिको बुलाकर बोले--'आज मैं 
युद्धमें मरे हुए सम्पूर्ण बीरोंको जिलाऊँगा ।' 
ऐसा कहकर उन्होंने पुष्कलके विशाल वक्षःस्थल- 
पर औषध रखा और उनके सिरको घड़से जोड़कर यह 
कल्याणमय वचन कहा--'यदि मैं मन, वाणी और 
क्रियाके द्वारा श्रीरघुनाथजीको ही अपना स्वामी समझता 
हूँ तो इस दवासे पुष्कल शीघ्र ही जीवित हो जाय ! इस 
बातको ज्यों ही उन्होंने मुँहसे निकाला त्यों ही 
वरीरशिरोमणि पुष्कल उठकर खड़े हो गये और रणभूमिमें 
रोषके मारे दाँत कटकटाने लगे । चे बोले--“मुझे युद्धमें 
मूर्च्छित करके वीरभद्र कहाँ चले गये ? मैं अभी उन्हें 
मार गिराता हूँ। कहाँ है मेरा उत्तम धनुष !' उन्हें ऐसा 
कहते देख कपिराज हनुमानजीने कहा-_ “वीरवर ! तुम्हें 
वीरभद्रने मार डाला था । श्रीरघुनाथजीके असादसे पुनः 
नया जीवन प्राप्त हुआ है । शत्रुष् भी मूर्च्छित हो गये हैं। 
चलो, उनके पास चलें ।' यों कहकर वे युद्धके मुहानेपर 
पहुँचे, जहाँ भगवान्‌ श्रीशिवके बाणोंसे पीड़ित होकर 
दात्रुघजी केवल साँस -ले रहे थे! साँस आनेपर 
हनुमानजीने उनकी छातीपर दवा रख दी और कहा-- 
“भैया शत्रुघ्न ! तुम तो महाबलवान्‌ और पराक्रमी हो, 
रणभूमिमें मूर्च्छित होकर कैसे पड़े हो? यदि मैने 
अयलपूर्वक आजन्म ब्रह्मचर्य-त्रतका पालन किया है तो 
वीर शत्रुघ्न क्षणभरमें जीवित हो उठें ।' इतना कहते ही 
चे क्षणमात्रमें जीवित हो बोल उठे--'शिव कहाँ हैं, 
शिव कहाँ हैं ? खे रणभूमि छोड़कर कहाँ चले गये ?' 
पिनाकधारी रुद्रने युद्धमे अनेकों यीरॉका सफाया 
कर डाला था, किन्तु महात्मा हनुमानजीने उन सबको 
जीवित कर दिया। तन वे सभी वीर कवच आदिसे 
सुसज्जित हों अपने-अपने रथपर बैठकर रोषपूर्ण हृदयसे 
शत्रुओंकी ओर चले। अनकी बार राजा वीरमणि स्वयं 
ही इात्रुघका सामना करनेके लिये गये। उन्हें देखकर 


शत्रुघको बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने राजाके ऊपर 
आभ्नैयास्रका प्रयोग किया, जिससे उनकी सेना दग्ध होने 
'लगी। शत्रुके छोड़े हुए उस महान्‌ दाहक अरूको 
देखकर राजाके क्रोधकी सीमा न रही। उन्हेनि 
वारुणास्त्रका प्रयोग किया । वारुणास्त्रद्ठारा अपनी सेनाको 
शीतके कष्टसे पीड़ित देख महाबली शत्रुघ्नने उसपर 
वायव्याखका प्रहार किया। इससे बड़े जोरोंकी हवा 
चलने लगी। वायुके वेगसे मेघोंकी घिरी हुई घटा 
छित्र-भित्र हो गयी । वे चारों ओर फैलकर निलीन हो 
गये। अब ठत्रुघ्नके सैनिक सुखी दिखायी देने लगे। 
उधर महाराज वीरमणिने जब देखा कि मेरी सेना आँधीसे 
कष्ट पा रही है, तब उन्होंने अपने धनुषपर शात्रुओका 
संहार करनेवाले पर्वताखका प्रयोग किया । पर्वतोंके द्वारा 
वायुकी गति रुक गयी। अब वह युद्धक्षेत्रमे फैल नहीं 
पाती थी। यह देख शत्रुधने वज्रास््रका सन्धान किया। 
बज्रास्रकी मार पड़नेपर समस्त पर्यत तिल-तिल करके 
चूर्ण हो गये । शत्रुवीरोकि अङ्ग विदीर्ण होने लगे । खूनसे 
लथपथ होनेके कारण उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। 
उस समय युद्धका अद्भुत दृश्य था। राजा वीरमणिका 
क्रोध सीमाको पार कर गया। उन्होने अपने धनुषपर 
अहास्बका सन्धान किया, जो वैरियोंको दग्ध करनेवाला 
अद्भुत अरू था । ब्रह्मान उनके हाथसे छूटकर शत्रुकी 
ओर चला। तबतक शात्रुघने भी मोहनास्त्र छोड़ा। 
मोहनाखने एक ही क्षणमें ब्रह्माखके दो टुकड़े कर डाले 
तथा राजाकी छातीमें चोट करके उन्हें तुरंत मूर्च्छित कर 
दिया। तब शिवजीको बड़ा क्रोध हुआ और वे रथपर 
बैठकर राजाके पास आये। उस समय त्रु सहसा 
उनसे युद्धके लिये आगे बढ़ आये और अपने धनुषपर 
प्रत्यञ्चा चढ़ाकर युद्ध करने लगे। उन दोनोंमें बड़ा 
भयङ्कर संग्राम छिड़ा, जो वैरियॉको चिदीर्ण करनेबाला 
था । नाना प्रकारके अस्ब-शस्लोंका प्रयोग होनेके कारण 
सारी दिशाएँ, उद्दी्त हो उठी थीं । शिवके साथ युद्ध 
करते-करते शात्रुघ्न अत्यन्त व्याकुल हो गये। तन 
हनुमानजीके उपदेशसे उन्होंने. अपने स्वामी 
श्रीरघुनाथजीका स्मरण किया---'हा नाथ ! हा भाई ! ये 


पासाल्खण्ड ] 


+ हनुमान्‌जीके द्वारा वीरसिंहकी पराजय और वीरमणिका आत्मसमर्पण + 


१४२७ 


92००००७०००००००००००००००००-००९०९०७५५००००:०७-७०७-०:७७९०-७००७००५१००००००००००००००९००००७००००००००००००१०००७००७ क क डोक. 


अत्यन्त भयडूर शिव धनुष उठाकर मेरे प्राण लेनेपर 
उतारू हो गये हैं; आप युद्धमें मेरी रक्षा कीजिये । राम ! 
आप्रका नाम लेकर अनेकों दुःखी जीव दुःख-सागरके 
पार हो चुके हैं। कृपानिधे ! मुझ दुःखियाको भी 
उबारिये ।' झन्नुष्नने ज्यों ही उपर्युक्त बात मुँहसे निकाली, 
ल्यों ही नील कमल-दलके समान श्यामसुन्दर कमल- 
नयन भगवान्‌ श्रीराम मृगका भृङ्ग हाथमें लिये यज्ञदीक्षित 
पुरुषके वेषमें वहाँ आ पहुंचे । समरभूमिमें उन्हें देखकर 
जन्नुघ्तको बड़ा विस्मय हुआ। 

अणतजनोंका छेश दूर करनेवाले अपने भाई 
श्रीरामचन्द्रजीका दर्शन पाकर शत्रुघ्न सभी दुःखोंसे मुक्त 
हो गये । हनुमानजी भी श्रीरघुनाथजीको देखकर सहसा 
उनके चरणोंमें गिर पड़े । उस समय उन्हें बड़ी प्रसन्नता 
हुई और वे भक्तकी रक्षाके लिये आये हुए भगवानूसे 
बोले---'स्वामिन्‌ ! अपने भक्तोंका सब प्रकारसे पालन 
करना आपके लिये सर्वथा योग्य ही है। हम धन्य हैं, 
जो इस समय श्रीचरणोंका दर्शन पा रहे हैं। 
श्रीरघुनन्दन ! अब आपकी कृपासे हमलोग क्षणभरमें ही 
शात्रुऑपर विजय पा जायँगे।' इसी समय योगियोंके 


ध्यानगोचर श्रीरामचन्द्रजीको आया जान श्रीमहादेवजी 
भी आगे बढ़े और उनके चरणोंमें प्रणाम करके 
शरणागतभयहारी प्रभुसे बोले--“भगवन्‌ ! एकमात्र 
आप ही साक्षात्‌ अन्तर्यामी पुरुष हैं, आप ही प्रकृतिसे 
पर परब्रह्म कहलाते हैं। जो अपनी अंश-कलासे इस 
विश्वकी सृष्टि, रक्षा और संहार करते हैं, वे परमात्मा 
आप ही हैं। आप सृष्टिके समय विधाता, पालनके समय 
स्वयंप्रकाश राम और प्रलयके समय शर्व नामसे प्रसिद्ध 
साक्षात्‌ मेरे स्वरूप हैं। मैंने अपने भक्तका उपकार 
करनेके लिये आपके कार्यमें बाघा डालनेवाला 
आयोजन किया है । कृपालो ! मेरै इस अपराधको क्षमा 
कीजिये । क्या करूँ, मैंने अपने सत्यकी रक्षाके लिये ही 
'यह सब कुछ किया है। आपके प्रभावको जानकर भी 
भक्तकी रक्षाके लिये यहाँ आया हूँ। पूर्वकालकी बात है, 
इस राजाने क्षिप्रा नदीमें स्नान करके उज्जयिनीके 
महाकाल-मन्दिरमें बड़ी अद्भुत तपस्या की थी। इससे 
प्रसन्न होकर मैंने कहा- “महाराज ! वर माँगो ।' इसने 
अद्भुत राज्य माँगा ।' मैंने कहा---“देवपुरमें तुम्हारा राज्य 
होगा और जबतक वहाँ श्रीरामचन्द्रजीके यज्ञ-सम्बन्धी 
अश्वका आगमन होगा, तबतक मैं भी तुम्हारी रक्षाके 
लिये उस स्थानपर निवास करूँगा।' इस प्रकार मैंने इसे 


हि वरदान दे दिया था। उसी सत्यसे मैं इस समय बधा हूँ। 


अब यह राजा आपने पुत्र, पशु और बान्धनॉसहित 


¢ यज्ञका घोड़ा आपको समर्पित करके आपके ही चरणोंकी 


|; सेवा करेगा |” 


रामने कहा--भगवन्‌ ! देवताओंका तो यह 
भर्म ही है कि वे अपने भक्तोंका पालन करें। आपने जो 


४ इस समय अपने भक्तकी रक्षा की है, यह आपके द्वारा 


बहुत उत्तम कार्य हुआ है। मेरे इदयमें शिव हैं और 


टि | शिवके हृदयमें मैं हूं । हम दोनॉमें भेद नहीं है । जो मूर्ख 
2 हैं, जिनकी बुद्धि दूषित है; वे ही भेददृष्टि रखते हैं। हम 


दोनों एकरूप हैं। जो हमलोगोंमें भेद-बुद्धि करते हैं, वे 
मनुष्य हजार कल्पॉतक कुम्भीपाकमें पकाये जाते हैं। 
महादेवजी ! जो सदा आपके भक्त रहे हैं, वे धर्मात्मा 
पुरुष मेरे भी भक्त हैं तथा जो मेरे भक्त हैं, ने भी बड़ी 


० अर्खयस्व हबीकेदां यदीच्छसि पर॑ पदम्‌ » 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


भक्तिसे आपके चरणोंमें मस्तक झुकाते हैं।* 
शेषजी कहते हैँ- श्रीरघुनाथजीका ऐसा वचन 
सुनकर भगवान्‌ शिवने मूर्च्छित पड़े हुए राजा वीरमणिको 
अपने हाथके स्पर्श आदिसे जीवित किया। इसी प्रकार 
उनके दूसरे पुत्रोंको भी, जो बाणोंसे पीड़ित होकर अचेत- 
अवस्थामें पड़े थे, जिलाया । भगवान्‌ भूतनाथने राजाको 
तैयार करके पुत्र-पौत्रोंसहित उन्हें श्रीरघुनाथजीके चरणोंमें 
गिराया । वात्स्यायनजी ! धन्य हैं राजा बीरमणि, जिन्होंने 
श्रीरघुनाथजीका दर्शन किया । जो लाखों योगियोंके लिये 
उनकी योगनिष्ठाके द्वारा भी दुर्लभ हैं, उन्ही भगवान्‌ 
श्रीरामको प्रणाम करके समस्त राज-परिवारके लोग 
कृतार्थ हो गये--उनका शरीर घारण करना सफल हो 
गया । इतना ही नहीं, वे ब्रह्मादि देवताओँके भी पूजनीय 
बन गये ! शत्रुघ्न, हनुमान्‌ और पुष्कल आदि उद्भट योद्धा 
जिनकी स्तुति करते हैं, उन श्रीरामचन्द्रजीको राजा 
'बीरमणिने शिवजीकी प्रेरणासे वह उत्तम अश्व दे दिया; 


साथ ही पुत्र, पशु और बान्धवों- सहित अपना सारा राज्य ` 
भी समर्पण कर दिया । तदनन्तर, श्रीरामचन्द्रजी समस्त 

शत्रुओं तथा सेवकोंसे अभिवन्दित होकर मणिमय रथपर 

बैठे-बैठे ही अन्तर्धान हो गये। मुने ! विश्ववन्दित 

श्रीरामको तुम मनुष्य न समझो । जलमें, थलमें, सब 

जगह तथा सबके भीतर सदा वे ही स्थित रहते हैं। 

भगवान्‌ शङ्करने भी अपनी प्रतिज्ञा पूरी करके सेवक 
राजासे विदा ली और कहा--'राजन्‌ ! श्रीरामचन्द्रजीका 
आश्रय ही संसारमें सबसे दुर्लभ वस्तु है, अतः तुम 
श्रीरघुनाथजीकी ही झारणमें रहो ।' यों कहकर प्रलय और 
उत्पत्तिके कर्ता-धर्ता भगत्लान्‌ शिव स्वयं भी अदृश्य हो 
समस्त पार्षदोंके साथ कैलासको चले गये । इसके बाद 
राजा वीरमणि श्रीयमके चरण-कमलोंका ध्यान करते हुए 
स्वयं भी अपनी सेना लेकर महाबली इत्रुधरके साथ-साथ 
गये । जो श्रेष्ठ मनुष्य श्रीरमचन्द्रजीके इस चरित्रका श्रवण 
करेंगे, उन्हें कभी सांसारिक दुःख नहीं होगा! 


"क्ष णा 
अश्वका गात्र-स्तम्भ, श्रीरामजरित्र-कीर्तनसे एक स्वर्गवासी ब्राह्मणका राक्षसयोनिसे 
उद्धार तथा अश्वके गात्र-स्तम्भक्की निवृत्ति 


शेजी कहते हैं--द्विजश्रेष्ठ ! तदनन्तर बँघे हुए 
चँवरसे सुशोभित वह यज्ञ-सम्बन्धी अश्व हजारों 
योद्धांओंसे सुरक्षित होकर भारतवर्षके अन्त्तमें स्थित 
हेमकूट पर्वतपर गया, जो चारों ओरसे दस हजार योजन 
लंबा:चौड़ा है। उसके सुन्दर शिखर सोने-चाँदी आदि 
धातुओकि हैं । वहाँ एक विशाल उद्यान है, जो बहुत ही 
सुन्दर और भांति-भांतिके वृक्षोंसे सुशोभित है। घोड़ा 
उसमें प्रवेश कर गया। वहाँ जानेपर उस अश्वके 
सम्बन्धमें सहसा एक आश्चर्यजनक घटना हुई; उसे 
बतलाता हूँ, सुनिये--अकस्मात्‌ उसका सारा शरीर 
अकड़ गया, नह हिल-डुल नहीं पाता था। मार्गमें 


खड़ा-खड़ा वह हेमकूट पर्वतकी ही भाँति अविचल 
अतीत होने लगा । अश्वके रक्षकोने शत्रुघ्रके पास जाकर 
पुकार मचायी--'स्वामिन्‌ ! हम नहीं जानते घोड़ेको क्या 
हो गया । अकस्मात्‌ उसका सम्पूर्ण शरीर स्तब्ध हो गया 
है। इस बातपर विचार कर जो कुछ करना उचित जान 
पड़े, कीजिये ।' यह सुनकर राजा झ्रुप्नको बड़ा विस्मय 
हुआ। ने अपने समस्त सैनिकोके साथ अश्वके निकट 
गये। पुष्कलने अपनी बाँहसे पकड़कर उसके दोनों 
चरणोंको धरतीसे ऊपर उठानेका प्रयत्न किया । परन्तु वे 
अपने स्थानसे हिल भी न सके। तन शात्रुघने सुमतिसे 
पूछा--'मन्त्रिवर ! घोड़ेको क्या हुआ है, जो इसको 


* ममास्ति इृदये शर्वो भवतो हृदये त्वहम्‌। आवगोरन्तर नासति मूढाः पश्यन्ति दुर्धियः ॥ 
ये भेद॑ विदषत्थद्धा आवयोरेकरूपयोः । कुम्भीपाकेषु पच्यन्ते नयः कल्पसहर्रकम्‌॥ , 
ये त्वद्धक्ताः सदासंस्ते मद्भक्ता धर्मसंयुताः । मद्भक्ता आपि भूयस्या भवत्या तव नतिङ्कराः ॥ (४६। २०२२) 


पातारूखण्ड ] 


« अश्वका गात्र-स्तम्म तथा एक ब्राह्मणका राक्षसयोनिसे उद्धार « 


४९९ 


45५००»५४७०५४७७५५००५००५०७००४७७७७७५४००४»+*०४८४४७४४»४#*“###5#*%*»%5%%०५५०५४४०2*&5»»४*+//**#&2%9*2०००*५*# ०56. '+५७५५५४७४००५५ ०० »४+०४*9»#“&»5४#*#* “55 *»**०»००७७४४५99४5%»५४#5*»:४5%०»2०*००**#०# ७5%. 


सारा शरीर अकड़ गया ? अन यहाँ क्या उपाय करना 
चाहिये, जिससे इसमें चलनेकी शक्ति आ जाय ?' 
सुमतिने कहा--स्वामिन्‌ ! किन्हो ऐसे ऋषि- 
मुनिकी खोज करनी चाहिये, जो सब बातोंको जाननेमें 
कुशल हों। में तो लोकमें होनेवाले प्रत्यक्ष विषयोंको ही 
जानता हूँ; परोक्षमें मेरी गति नहीं है। 
शेषजी कहते हैं--सुमतिकी यह बात सुनकर 
धर्मके ज्ञाता शत्रुघ्नने अपने सेवकोंद्रारा ऋषिकी खोज 
करायी । एक सेवक वहाँसे एक योजन दूर पूर्व दिशाकी 
ओर गया । वहाँ उसे एक बहुत बड़ा आश्रम दिखायी 
दिया, जहाँके पशु और मनुष्य--सभी परस्पर वैर- 
भावसे रहित थे। गङ्गाजीमें स्नान करनेके कारण उनके 
समस्त पाप दूर हो गये थे तथा वे सब-के-सब बड़े 
मनोहर दिखायी देते थे। वह शौनक मुनिका मनोहर 
आश्रम था। उसका पता लगाकर सेवक लौट आया 
और विस्मित होकर उसने राजा शत्रुघ्रसे उस आश्रमका 
समाचार निवेदन किया। सेवककी बात सुनकर 
अनुचरोंसहित शात्रुघ्रको बड़ा हर्ष हुआ और वे हनुमान्‌ 
तथा पुष्कल आदिके साथ ऋषिके आश्रमपर गये । वहाँ 
जाकर उन्होंने मुनिके पापहारी चरणोंमें साष्टाङ्ग प्रणाम 
किया । बळवानोमे श्रेष्ठ राजा शत्रुको आया जान 
शौनक मुनिने अर्घ्य, पाद्य आदि देकर उनका स्वागत 
किया। उनके दर्शनसे मुनिको बड़ी प्रसन्नता हुई। 
शत्रुघ्रजी सुखपूर्वक बैठकर जब विश्राम कर चुके तो 
मुनीश्वरने पूछा--'राजन्‌ ! तुम किसलिये भ्रमण कर रहे 
हो ? तुम्हारी यह यात्रा तो बड़ी दूरकी जान पड़ती है ।' 
मुनिकी यह बात सुनकर राजा इत्रुध्रका शरीर हर्षसे 
पुलकित हो उठा । वे अपना परिचय देते हुए गदगद 
वाणीमेँ बोले--'महर्षे ! मेरा अश्व अकस्मात्‌ एक 
फूलोंसे सुशोभित उद्यानमें चला गया । उसके भीतर एक 
किनारेपर पहुँयते ही तत्काल उसका शरीर अकड़ गया। 
इसके कारण हमलोग अपार दुःखके समुद्रमें डूब रहे हैं; 
आप नौका बनकर हमें बचाइये । हमारे बड़े भाग्य थे, 
जो दैवात्‌ आपका दर्शन हुआ । घोड़ेको इस अवस्थाका 
प्रधान कारण क्या है ? यह बतानेकी कृपा कीजिये ।' 
-संम्पन्पुर ९७-- 


झत्रुघके इस प्रकार पूछनेपर परम बुद्धिमान्‌ 
मुनिश्रेष्ठ शौनकने थोड़ी देरतक ध्यान किया । फिर एक 
ही क्षणमें सारा रहस्य समझमें आ गया । उनकी आँखें 
आश्चर्यसे खिल उठी तथा वे दुःख और संझयमें पड़े हुए 
राजा शत्रुघ्लसे बोले--राजन्‌ ! में अश्वके गात्र-स्तम्भका 
कारण बताता हूँ, सुनो । गौड़ देशके सुरम्य प्रदेशमे, 
'कावेरीके तटपर सात्विक नामका एक ब्राह्मण बड़ी भारी 
तपस्या कर रहा था । वह एक दिन जल पीता, दूसरे दिन 
हवा पीकर रहता और तीसरे दिन कुछ भी नहीं खाता 
था। इस प्रकार तीन-तीन दिनका त्रत लेकर बह समय 
व्यतीत करता था। उसका यह त्रत चल ही रहा था कि 
सबका विनाश करनेवाले कालने उसे अपने दाढ़ोंमें ले 
लिया। उस महान्‌ ब्रतधारी तपस्वीकी मृत्यु हो गयी । 
तत्पश्चात्‌ वह सात्त्विक नामका ब्राह्मण सब प्रकारके 
रल्रॉसे विभूषित तथा सब तरहकी शोभासे सम्पन्न 
विमानपर बैठकर मेरुगिरिके शिखरपर गया । वहाँ जम्बू 
नामकी नदी बहती थी, जिसके किनारे तप और ध्यानमें 
संलग्न रहनेवाले ऋषि महर्षि निवास करते थे। वह 
ब्राह्मण वहीं आनन्दमम्न होकर अपनी इच्छाके अनुसार 
अप्सराओंके साथ विहार करने छगा। अभिमान और 
मदसे उन्मत्त होकर उसने वहाँ रहनेवाले ऋषियोंकि 
प्रतिकूल बर्ताव किया। इससे रुष्ट होकर उन ऋषियोंनि 
झाप दिया--'जा, तू राक्षस हो जा; तेरा मुख विकृत हो 
जाय ।' यह शाप सुनकर ब्राह्मणको बड़ा दुःख हुआ और 
उसने उन विद्वान्‌ एवं तपस्वी ब्राह्मणोंसे कहा 
“ब्रह्मर्षियो ! आप सब लोग दयालु हैं; मुझपर कृपा 
कीजिये।' तब उन्होंने उसपर अनुग्रह करते हुए 
कहा--'जिस समय तुम श्रीरामचन्द्रजीके अश्वको अपने 
वेगसे स्तब्ध कर दोगे, उस समय तुम्हें श्रीरामकी कथा 
सुननेका अवसर मिलेगा। उसके बाद इस भयङ्कर 
शापसे तुम्हारी मुक्ति हो जायगी ।' मुनियेकि कथनानुसार 
उसीने यहाँ राक्षस होकर श्रीरघुनाथजीके अश्वको 
स्तम्भित किया है; अतः तुम कीर्तनके द्वारा घोड़ेकी उसके 
चंगुलसे छुड्डाओ ।' 

मुनिका यह कथन सुनकर शत्रुवीरोंका दमन 


५०० 


४५४७९५५०७५ ९७७७७ ५७७७७७७७३४, 


करनेवाले शात्रुघके मनमें बड़ा विस्मय हुआ। चे 
झऔनकसे बोले--'कर्मकी बात बड़ी गहन है, जिससे 
सात्त्विक नामधारी ब्राह्मण आपने महान्‌ कर्मसे स्वर्गमें 
पहुँचकर भी पुनः राक्षसभावको प्राप्त हो गया | स्वामिन्‌ ! 
आप कमेकि अनुसार जैसी गति होती है, उसका वर्णन 
कीजिये ! जिस कर्मके परिंणामसे जैसे नरककी प्राप्ति 
होती है, उसे बताइये।' 

'शौनकने कहा--रघुकुलश्रेष्ठ ! तुम धन्य हो, जो 
तुम्हारी बुद्धि सदा ऐसी बातोंको जानने और सुननेमें लगी 
रहती है। इसमें संदेह नहीं कि तुम इस विषयको 
भलीभाँति जानते हो; तो भी लोगोंके हितके लिये मुझसे 
पूछ रहे हो। महाराज । कमेकि स्वरूप विचित्र हैं तथा 
उनकी गति भी नाना प्रकारकी है; मैं उसका वर्णन करता 
हूँ, सुनो । इस विषयका श्रवण करनेसे मनुष्यको मोक्षकी 
आप्ति हो सकती है! 

जो दुष्ट बुद्धिवाला पुरुष पराये धन, परायी संतान 
और परायी खरको भोग-बुद्धिसे बल्लतपूर्वक अपने 
अधिकारमें कर लेता है, उसको महाबली यमदूत काल- 
पाशमें बाँधकर तामिस्र नामक नरकमें गिराते हैं और 
'जनतक एक हजार वर्ष पूरे नहीं हो जाते, तनतक उसीमें 
रखते हैं । यमराजके प्रचण्ड दूत वहाँ उस पापीको खूब 
पीटते हैं । इस प्रकार पाप-भोगके द्वारा भलीभाँति छेश 
उठाकर अन्तमें चह सूअरकी योनिमें जन्म लेता है और 
उसमें भी महान्‌ दुःख भोगनेके पश्चात्‌ चह फिर मनुष्यकी 
योनिमें जाता है; परन्तु वहाँ भी अपने पूर्वजन्मके 

कलङ्कको सूचित करनेवाला कोई रोग आदिका चिह्न 
धारण किये रहता है। जो. केवल दूसरे आणियॉसे द्रोह 
करके ही आपने कुटुम्बका पोषण करता है, वह 
चापपरायण पुरुष अम्धतामिज् नरकमें पड़ता है।.जो 
लोग यहाँ दूसरे प्राणियोंका नघ करते हैं, दे रौरव नस्कमें 
गिराये जाते हैं तथा रुरु नामक पक्षी रोषमें भरकर उनका 
शरीर मोचते हैं। जो अपने पेटके लिये दूसरे जीयॉका 
वध करता है, उसे यमराजकी आज्ञासे महारौरव नामक 
नरकमेँ डाला जाता है। जो पापी आपने पिता और 
ब्राह्मणसे द्वेष करता है, वह महान्‌ दुःखमय कालसूत्र 


नरकमें, जिसका विस्तार दस हजार योजन है, पड़ता है । 
जो गौओसे द्रोह करता है, उसे यमराजके किङ्कर नरकमें 
डालकर पकाते हैं; वह भी थोड़े समयतक नहीं, गौओकि 
झरीरमें जितने रोएँ होते हैं, उतने ही हजार वर्षोतक। जो 
इस पृथ्वीका राजा होकर दण्ड न देने योग्य पुरुषको दण्ड 
देता है तथा लोभवश (अन्यायपूर्वक) ब्राह्मणको भी 
शारीरिक दण्ड देता है, उसे सूअरके समान मुँहवाले दुष्ट 
यमदूत पीड़ा देते हैं । तत्पश्चात्‌ वह शेष पापॉंसे छुटकारा 
पानेके लिये दुष्ट योनियोंमें जन्म ग्रहण करता है। जो 
मनुष्य मोहवश ब्राह्मणों तथा गौओकि थोड़े-से भी द्रव्य, 
घन अथवा जीविकाको लेते या लूटते हैं, वे परलोकमें 
जानेपर अन्धकूप नामक नरकमें गिराये जाते हैं। वहाँ 
उनको महान्‌ कष्ट भोगना पड़ता है। जो जीभके लिये 
आतुर हो लोलुपतावश स्वयं ही मधुर अन्न लेकर खा 
जाता है, देवताओं तथा सुद्ददोंको नहीं देता, वह निश्चय 
ही 'कृमिभोजन' नामक नरकमें पड़ता है | जो मनुष्य 
सुवर्ण आदिका अपहरण अथवा ब्राह्मणके धनकी चोरी 
करता है, वह अत्यन्त दुःखदायक 'संदेश' नामक 
नरकमें गिरता है। 

जो मूढ बुद्धिवाला पुरुष केवळ अपने शरीरका 
पोषण करता है, दूसरेको नहीं जानता, वह तपाये हुए 
तेलसे पूर्ण अत्यन्त भयंकर कुम्भीपाक नरकमें डाला 
जाता है। जो पुरुष मोहवरा अगम्या स्त्रीको भार्या- 
नुद्धिसे भोगना चाहता है, उसे यमराजके दूत उसी रूकी 
लोहमयी तपायी हुई प्रतिमाके साथ आलिङ्गन करवाते 
हैं। जो अपने बलसे उन्मत्त होकर बलपूर्वक वेदकी 
मर्यादाका ल्त्रेप करते हैं, ने वैतरणी नदीमें डूबकर मास 
और रक्त भोजन करते हैं । जो द्विज होकर शूद्रकी र्रीको 
अपनी भार्या बनाकर उसके साथ गृहस्थी चलाता है, वह 
निश्चय ही 'पूयोद' नामक नस्कमें गिरता है। यहाँ उसे 
बहुत दुःख भोगना पड़ता है। जो धूर्त लोगोंको घोखेमें 
डालनेके लिये दम्भका आश्रय लेते हैं, वे मूढ वैशस 
नामक नरकर्मे डाले जाते हैं और जहाँ उनपर यमराजकी 
मार पड़ती है। जो मूळ सवर्णा (समान गोत्रवाली) 
ख्ीकी योतिमें जोर्यपात करते हैं, उन्हें वीर्यकी नहरमें 


पातालखण्ड ] 


* अश्वका गात्र-स्तम्भ तथा एक ग्राह्मणका राक्षसयोनिसे उद्धार « 


५०१ 


७०००७७००००००००००००००००००००००७ ,&००७७००००००१:९०००००००७९०७००००-७०७०-००७०७०-००-७५००७००७०००७-९००-०००००१०१००१०७००००००००००:३. 


डाला जाता है और वे वीर्य पीकर ही रहते हैं। जो लोग 
चोर, आग लगानेवाले, दुष्ट, जहर देनेवाले और 
गाँचोको लूटनेवाले हैं, वे महापातकी जीव “सारमेयादन' 
नरकर्मे गिराये जाते हैं। जो पापराशिका संचय 
करनेवाला पुरुष झूठी गवाही देता या बलपूर्वक दूसरोंका 
धन छीन लेता है, वह पापी 'अवीचि' नामक नरकमें 
नीचे सिर करके डाल दिया जाता है । उसमें महान्‌ दुःख 
भोगनेके पश्चात्‌ वह पुनः अत्यन्त पापमयी योनिमें जन्म 
लेता है। जो मूढ सुरापान करता है, उसे धर्मराजके दूत 
गरम-गरम लोहेका रस पिलाते हैं। जो । अपनी विद्या 
और आचारके घमंडमें आकर गुरुजनोंका अनादर करता 
है, वह मनुष्य मृत्युके पश्चात्‌ 'क्षार' नरकमें नीचे मुँह 
करके गिराया जाता है। जो लोग धर्मसे बहिष्कृत होकर 
विश्वासघात करते हैं, उन्हें अत्यन्त यातनापूर्ण 'शूलप्रोत' 
नरकमें डाला जाता है। जो चुगली करके सब लोगोंको 
अपने बचनसे उद्देगमें डाला करता है, वह 'दंदशूक' 
नामक नरकमें पड़कर दंदशूकों (सपो) द्वारा डँसा जाता 
है। राजन्‌ ! इस प्रकार पापियोंके लिये अनेकों नरक हैं; 
पाप करके बे उन्हींमें जाते और अत्यन्त भयङ्कर यातना 
भोगते हैं। जिन्होंने श्रीरामचन्द्रजीकी कथा नहीं सुनी है 
तथा दूसरोंका उपकार नहीं किया है, उनको नरकके 
भीतर सब तरहके दुःख भोगने पड़ते हैं। इस ल्ेकमें भी 
जिसको अधिक सुख प्राप्त है, उसके लिये वह 
स्वर्ग कहलाता है तथा जो रोगी और दुःखी हैं, वे 
नरकमें ही हैं। 

दान-पुण्यमें लगे रहने, तीर्थ आदिका सेवन करने, 
श्रीरघुनाथजीकी लछीलाओंको सुनने अथवा तपस्या 
करनेसे पापोंका नाश होता है। हरिकीर्तनरूपी नदी ही 


मनुष्योकि लिये सन उपायोंसे श्रेष्ठ है। वह पापियोंके सारे 
पाप-पङ्कको धो डालती है। इस विषयमें कोई अन्यथा 
विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है।* जो भगवानका 
अपमान करता है, उसे गङ्गा भी नहीं पवित्र कर सकती । 
पवित्रंसे पवित्र तीर्थ भी उसे पावन बनानेकी शक्ति नहीं 
रखते । जो ज्ञानहीन होनेके कारण भगवानके लीला- 
कीर्तनका उपहास करता है, उसको कल्पके अन्ततक भी 
नरकसे छुटकारा नहीं मिलता । राजन्‌ ! अब तुम जाओ 
और घोडेको संकटसे छुड़ानेके लिये सेबकॉसहित 
भगवानका चरित्र सुनाओ, जिससे अश्वमें पुनः चलने- 
फिरनेकी शक्ति आ जाय। 

औोषजी कहते हैं--शौनकजीकी उपर्युक्त बात 
सुनकर इत्रुघ्रको बड़ी प्रसन्नता हुई । वे मुनिको प्रणाम 
और परिक्रमा करके सेवकोंसहित चले गये । वहाँ जाकर 
हनुमानजीने घोड़ेके पास श्रीरघुनाथजीके चरित्रका वर्णन 
किया, जो बड़ी-से-बड़ी दुर्गतिका नाश करनेवाला है। 
अन्तमें उन्होंने कहा--'देव ! आप श्रीरामचन्द्रजीके 
कीर्तनके पुण्यसे अपने विमानपर सवार होइये और 
स्वेच्छानुसार अपने लोकमें विचरण कीजिये। इस 
कुत्सित योनिसे अब आपका छुटकारा हो जाय ।' यह 
वाक्य सुनकर देवताने कहा---'राजन्‌ ! मैं श्रीरामचन्द्रजी- 
का कीर्तन सुननेसे पवित्र हो गया। महामते ! अन मैं 
अपने लोकको जा रहा हूँ; आप मुझे आज्ञा दीजिये ।' 
यह कहकर देवता विमानपर बैठे हुए स्वर्ग चले गये। 
उस समय यह दृश्य देखकर शत्रुघ्न और उनके 
सेवकोंको बड़ा विस्मय हुआ। तदनन्तर, बह अश्व 
गात्रस्तम्भसे मुक्त होकर पक्षियोसे भरे हुए उस उद्यानमें 
सन ओर भ्रमण करने लगा । 


= + = 


# दानपुण्यप्रसंगेन तीर्थादिक्रियया 


तथा । रामचारित्रसेश्रुत्या तपसा या क्षयं ब्रजेत्‌ ॥ 


सर्वेषामप्युपायानी हरिकीर्तिघुनी नृणाम्‌। क्षालयेत्‌ पापिनां पडूं नात्र कार्या विचारणा ॥ (४८ । ६५-६६) 


५०२ 


* अर्चयस्व हचीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


राजा सुरथके द्वारा अश्चका पकड़ा जाना, राजाकी भक्ति और उनके प्रभावका वर्णन, 
अङ्गदका दूत बनकर राजाके यहाँ जाना और राजाका युद्धके लिये तैयार होना 


दोषजी कहते है--उस श्रेष्ठ अश्वको अनेकों 
राजाओंसे भरे हुए भारतवर्षमें लीलापूर्वक भ्रमण करते 
सात महीने व्यतीत हो मये। उसने हिमालयके निकट 
बहुत-से देशोंमें विचरण किया, किन्तु श्रीरामचन्द्रजीके 
बलका स्मरण करके कोई उसे पकड़ न सका। अङ्ग, 
बङ्ग और कलिङ्ग-देशके राजाओनि तो उस अश्वका 
भलीभाँति स्तवन किया | वहाँसे आगे बढ़नेपर वह राजा 
सुरथके मनोहर नगरमें पहुँचा, जो अदितिका कुण्डल 
गिरनेके कारण कुण्डलके ही नामसे प्रसिद्ध था। वहाँके 
लोग कभी घर्मका उल्लङ्घन नहीं करते थे। वहाँको 
जनता प्रतिदिन प्रेमपूर्वक श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण किया 
करती थी! उस नगरके मनुष्य नित्यप्रति अश्वत्थ और 
तुलसीकी पूजा करते थे । वे सब-के-सब श्रीरघुनाथजीके 
सेवक थे । पापसे कोसों दूर रहते थे। वहाँके सुन्दर 
देवालयोंमें श्रीरधुनाथजीकी प्रतिमा शोभा पाती थी तथा 
कूपटरहित शुद्ध चित्तवाले नगर-निवासी प्रतिदिन वहाँ 
जाकर भगवान्‌की पूजा करते थे | उनकी जिह्वापर केवल 
भगवानका नाम शोभा पाता था, झगड़े-फसादकी चर्चा 
नहीं। उनके हृदयमें भगवानका ही ध्यान होता; कामना 
'या फलकी स्मृति नहीं होती थी । वहाँके सभी देहधारी 
पवित्र थे। श्रीरामचन्द्रजीकी कथा-वार्तासे ही उनका 
'मनबहलाब होता था। वे सब अकारके दुर्व्यसनॉंसे रहित 
थे; अतः कभी भी जुआ नहीं खेलते थे। उस नगरमें 
धर्मात्मा, सत्यवादी एवं महाबली राजा सुरथ निवास 
करते थे, जिनका चित्त श्रीरघुनाथजीके चरणोंका स्मरण 
करके सदा आनन्दमग्न रहा करता था । वे भगवद-प्रेममें 
मस्त रहते थे। राम-भक्त राजा सुरथकी महिमाका मैं क्या 
वर्णन करूँ ? उनके समस्त गुण भूमण्डलमें विस्तृत 
होकर सबके पापोंका परिमार्जन कर रहे हैं। 
एक समय राजाके कुछ सेवक टहल रहे थे। 
उन्होने देखा, चन्दनसे चर्चित अश्वमेघका अश्च आ रहा 
है । निकटसे देखनेपर उन्हें मालूम हुआ कि यह नेत्र और 


मनको मोहनेनाला अश्व श्रीरामचन्द्रजीका छोड़ा हुआ है । 
यह जानकर वे बड़े प्रसन्न हुए और उत्सुक-भावसे 
राजसभामें जा वहाँ बैठे हुए महाराजको सूचना देते 
हुए बोले--“स्वामिन्‌! अयोध्या-नगरीके स्वामी जो 
श्रीरघुनाथजी हैं, उनका छोड़ा हुआ अश्वमेधयोग्य अश्व 
सर्वत्र भ्रमण कर रहा है। वह अनुचरोंसहित आपके 
नगरके निकट आ पहुँचा है। महाराज ! वह अश्व 
अत्यन्त मनोहर है, आप उसे पकड़ें ।' 

सुरथ बोले--हम सेबकोंसहित धन्य हैं; क्योंकि 
हमें श्रीरामचन्द्रजीके मुखचन्द्रका दर्शन होगा। करोड़ों 
योद्धाओंसे घिरे हुए उस अश्वको आज मैं पकडूंगा और 
तभी छोडूंगा जब श्रीरघुनाथजी चिरकालसे अपना 
चिन्तन करनेवाले मुझ भक्तपर कृपा करनेके लिये स्वयं 
यहाँ पदार्पण करें। 

शेषजी कहते हैं--ऐसा कहकर राजाने सेवकॉको 
आज्ञा दी--'जाओ, अश्वको बलपूर्वक पकड़ लाओ। 
सामने पड़ जानेपर उसे कदापि -न छोड़ना । मुझे ऐसा 
विश्वास है कि इससे अपना महान्‌ लाभ होगा । ब्रह्मा 
और इन्द्रके लिये भी जिनका दर्शन दुर्लभ है, उन्हीं 
श्रीराम-चरणोंकी झाँकी हमारे लिये सुलभ होगी । बही 
स्वजन, पुत्र, बान्धव, पशु अथवा वाहन धन्य है, जिससे 
श्रीरामचन्द्रजीकी प्राप्ति सम्भव हो; अतः जो स्वर्णपत्रसे 
ओभा पा रहा है, इच्छानुसार वेगसे चलता है तथा 
देखनेमें अत्यन्त मनोरम जान पड़ता है, उस यज्ञ- 
सम्बन्धी अश्वको पकड़कर घुड़सालमें बाँध दो।' 
महाराजके ऐसा कहनेपर सेवकोंने जाकर श्रीरामचन्द्रजीके 
सुन्दर अश्वको पकड़ लिया और दरबारमें लाकर उन्हें 
अर्पण कर दिया। वात्स्यायनजी ! आप एकाग्रचित्त 
होकर सुनें। राजा सुरथके राज्यमें कोई भी ऐसा मनुष्य 
नहीं था, जो परायी ख्रीसे अनुराग रखता हो। दूसरॉके 
धन लेनेवाले तथा क्रामरुम्पर पुरुषका यहाँ सर्वथा 
अभाव था। जिह्वासे श्रोरघुनाथजीका कीर्तन करनेके 


'पातालखण्ड ] 


« राजा सुरथके द्वारा अश्चका पकड़ा जाना और राजाका युद्धके छिये तैयार « 


00०0०००७०००१७००००००९०००९०००००००००००००१-००००००००००००००००००:०००-९०००००००००००७:००७०-९०-७०७०१९०९%००९००००९७००३०९५०००००.. 


५०३ 


सिवा दूसरी कोई अनुचित बात किसीके मुँहसे नहीं 
निकलती थी। वहाँ सभी एकपलीन्रतका पालन 
करनेबाले थे। दूसरोंपर झूठा कलङ्क लगानेबाला और 
वेदविरुद्ध पथपर चलनेवाला उस राज्यमें एक भी मनुष्य 
नहीं था । राजाके सभी सैनिक प्रतिदिन श्रीरामचन्द्रजीका 
स्मरण करते रहते थे। उनके देशमें पापिष्ठ नहीं थे, 
किसीके मनमें भी पापका विचार नहीं उठता था। 
भगवानका ध्यान करनेसे सबके समस्त पाप नष्ट हो गये 
थे। सभी आनन्दमग्न रहते थे। 

उस देशके राजा जब इस प्रकार धर्मपरायण हो 
गये तो उनके राज्यमें रहनेवाले सभी मनुष्य मरनेके बाद 
शान्ति प्राप्त करने लगे । सुरथके नगरमें यमदूतोंका प्रवेश 
नहीं होने पाता था । जब ऐसी अवस्था हो गयी, तो एक 
दिन यमराज मुनिका रूप धारण करके राजाके पास 
गये । उनके शरीरपर बल्कल-वसत्र और मस्तकपर जटा 
शोभा पा रही थी । राजसभामें पहुँचकर वे भगवद्भक्त 
महाराज सुरथसे मिले । उनके मस्तकपर तुलसी और 
जिह्लापर भगवानका उत्तम नाम था । बे अपने सैनिकोंको 
धर्म-कर्मकी बात सुना रहे थे । राजाने भी मुनिको देखा; 


वे तपस्याके साक्षात्‌ विग्रह-से जान पड़ते थे। उन्होंने 
मुनिके चरणोंमें प्रणाम करके उन्‍हें अर्घ्य, पाद्य आदि 
निवेदन किया। तत्पश्चात्‌ जन ते सुखपूर्वक आसनपर 
विराजमान हो विश्राम कर चुके, तब राजाऑमें अग्रगण्य 
सुरथने उनसे कहा--'मुनिवर ! आज मेरा जीवन धन्य 
है! आज मेरा घर धन्य हो गया!! आप मुझे 
श्रीरघुनाथजीकी उत्तम कथाएँ, सुनाइये । जिन्हें सुननेवाले 
मनुष्योंका पद-पदपर पाप नाश होता है ।' राजाका ऐसा 
वचन सुनकर मुनि अपने दाँत दिखाते हुए जोर-जोरसे 
हँसने और ताली पीटने रूगे। राजाने पूछा--'मुने ! 
आपके हँसनेका क्या कारण है? कृपा करके बताइये, 
जिससे मनको सुख मिले ।' तब मुनि बोले--'राजन्‌ ! 
बुद्धि लगाकर मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें अपने हँसनेका 
उत्तम कारण बताता हूँ। तुमने अभी कहा है कि 'मेरे 
सामने भगवान्‌की कीर्तिका वर्णन कीजिये ।' मगर मैं 
पूछता हूँ--भगवान्‌ हैं कौन ? वे किसके हैं और उनकी 
कीर्ति क्या है? संसारके सभी मनुष्य अपने कर्मेकि 
अधीन हैं। कर्मे ही स्वर्ग मिलता है, कर्मसे ही नरकमें 
जाना पड़ता है तथा कर्मसे ही पुत्र, पौत्र आदि सभी 
वस्तुओंकी प्राप्ति होती है । इन्द्रने सौ यज्ञ करके स्वर्गका 
उत्कृष्ट स्थान प्राप्त किया तथा ब्रह्माजीको भी कर्मसे ही 
सत्य नामक अद्भुत लोक उपलब्ध हुआ। कर्मसे 
बहुतोंको सिद्धि प्राप्त हुई है। मरुत्‌ आदि कर्मसे ही 
लोकेश्वर-पदको प्राप्त हुए हैं; इसलिये तुम भी यज्ञ- 
कर्मोमें लगो, देबताऑका पूजन करो। इससे सम्पूर्ण 
भूमण्डलमें तुम्हारी उज्ज्वल कीर्तिका विस्तार होगा।' 
राजा सुरथका मन एकमात्र श्रीरघुनाथजीमें लगा 
हुआ था; अतः मुनिके उपर्युक्त वचन सुनकर उनका 
हृदय क्रोधसे श्षुब्ध हो उठा और वे कर्मविशारद ब्राह्मण- 


३ देवतासे इस प्रकार बोले--'ब्राह्मणाधम ! यहाँ नश्वर 


फल देनेवाले कर्मकी बात न करो । तुम लोकमें निन्दाके 
पात्र हो, इसलिये मेरे नगर और प्रान्तसे बाहर चले 
जाओ [इन्द्र और ब्रह्माका दृष्टान्त क्या दे रहे हो ?] इन्द्र 


न शीघ्र ही अपने पदसे भ्रष्ट होंगे, किन्तु श्रीरामचन्द्रजीकी 


सेवा करनेवाले मनुष्य कभी नीचे नहीं गिरेंगे। धुव, 


५०४ 


अह्वाद और विभीषणको देखो तथा अन्य रामभक्तोपर भी 
दृष्टिपात करो; वे कभी अपनी स्थितिसे भ्रष्ट नहीं होते । 
जो दुष्ट श्रीरामकी निन्दा करते हैं, उन्हें यमराजके दूत 
कालपाशसे बाँधकर ल्मेहेके मुद्रोंसे पीटते हैं। तुम 
ब्राह्मण हो, इसलिये तुम्हें शारीरिक दण्ड नहीं दे सकता । 
मेरे सामनेसे जाओ, चले जाओ; नहीं तो तुम्हारी ताड़ना 
करूँगा।' महाराज सुरथके ऐसा कहनेपर उनके सेवक 
मुनिको हाथसे पकड़कर निकाल देनेको उद्यत हुए। तब 
'यमराजने अपना विश्ववन्दित रूप घारण करके राजासे 
कहा--'श्रीरामभक्त ! मैं तुमपर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी 
जो इच्छा हो, माँगो । सुब्रत ! मैंने नहुत-सी बातें बनाकर 
तुम्हें प्रलोभनमें डालनेका प्रयत्न किया, किन्तु तुम 
श्रीरामचन्द्रजीकी सेवासे विचलित नहीं हुए। क्यों न हो, 
तुमने साधु पुरुषोंका सेवन--महात्माओंका सत्सङ्गः 
किया है।' यमराजको संतुष्ट देखकर राजा सुरथने 
कहा--'धर्मराज ! यदि आप मुझपर प्रसन्न हैं तो यह 
उत्तम वर प्रदान कीजिये---जबतक मुझे श्रीराम न मिलें, 
तबतक मेरी मृत्यु न हो । आपसे मुझे कभी भय न हो ।' 
तब यमराजने कहा--'राजन्‌ ! तुम्हारा यह कार्य सिद्ध 
होगा । श्रीरघुनाथजी तुम्हारे सब मनोरथ पूर्ण करेंगे ।' यों 
कहकर धर्मराजने हरिभक्तिपरायण राजाकी प्रशंसा की 
और वहाँसे अदृश्य होकर वे अपने लोकको चले गये। 
तदनन्तर श्रीरामचन्द्रजीकी सेवामें लगे रहनेवाले 
धर्मात्मा राजाने अत्यन्त हर्षमें भरकर अपने सेवकोंसे 
कहा--'मैने महाराज श्रीरामचन््रजीके अश्वको पकड़ा 
है; इसलिये तुम सब लोग युद्धके लिये तैयार हो जाओ। 
मैं जानता हूँ, तुमने युद्ध-कलामें पूरी प्रवीणता प्राप्त की 
है।' महाराजकी ऐसी आज्ञा पाकर उनके सभी महानली 
योद्धा थोड़ी ही देरमें तैयार हो गये और शीघ्नतापूर्वक 
दरनारके सामने उपस्थित हुए। राजाके दस वीर पुत्र थे, 
जिनके नाम थे--चम्पक, मोहक, रिपुञ्जय, दुर्वार, 
अतापी, बलमोदक, हर्यक्ष, सहदेव, भूरिदेव तथा 
असुतापन। ये सभी अत्यन्त उत्साहपूर्वक तैयार हो 
युद्धक्षेत्रमें जानेकी इच्छा प्रकट करने लगे। 
इधर इात्रुघने शीघ्रताके साथ आकर अपने 


* अर्थयस्व इषीकेश यदीच्छसि परं फ्दम्‌ > 


[ संक्षिप्त फ्यपुराण 


८१२५५५५७५३ १५१३७७७०७३ ७३७७३००३७७ 


सेवकोंसे पूछा--“यज्ञ-सम्बन्धी अश्व कहाँ है?' वे 
बोले--'महाराज ! हमलोग पहचानते तो नहीं, परन्तु 
कुछ योद्धा आये थे. जो हमें हटाकर घोडेको साथ ले 
इस नगरमॅ गये हैं। उनकी बात सुनकर रत्ुघ्रने 
सुमतिसे कहा---'मन्त्रिवर ! यह किसका नगर है? 
कौन इसका स्वामी है, जिसने मेरे अश्वका अपहरण 
किया है ?' मन्त्री बोले--'राजन्‌ ! यह परम मनोहर 
नगर कुण्डलपुरके नामसे प्रसिद्ध है! इसमें महाबली 
धर्मात्मा राजा सुरथ निवास करते हैं । वे सदा घर्मे लगे 
रहते हैं। श्रीरामचन्द्रजीके युगल चरणेकि उपासक हैं। 
श्रीहनुमानूजीकी भाँति ये भी मन, वाणी और क्रियाद्वारा 
भगवानूकी सेवामें ही तत्पर रहते हैं ।' 

शत्रुघ्न बोले--यदि इन्होंने ही श्रीरघुनाथजीके 
अश्वका अपहरण किया हो तो इनके साथ कैसा बर्ताव 
करना चाहिये ? 

सुमतिने कहा--महाराज ! राजा सुरथके पास 
कोई बातचीत करनेमें कुशल दूत भेजना चाहिये । 

यह सुनकर शात्रुधने अङ्गदसे विनययुक्त 
चचन कहा--'बालिकुमार ! यहाँसे पास ही जो राजा 
सुरथका विशाल नगर है, वहाँ दूत बनकर जाओ और 
राजासे कहो कि आपने जानकर या अनजानमें यदि 
श्रीरामचन्द्रजीके अश्वको पकड़ लिया हो तो उसे लौटा 
दें अथवा बीरॉसे भरे हुए युद्धकषेत्रमें पधारें।' आङ्गदने 
“बहुत अच्छा' कहकर शत्रुधकी आज्ञा स्वीकार की और 
राजसभामें गये! वहाँ उन्होंने राजा सुरथको देखा, जो 
जीरके समूहसे घिरे हुए थे । उनके मस्तकपर तुलसीकी 
मञ्जरी थी और जिह्वासे श्रीरामचन्द्रजीका नाम लेते हुए खे 
अपने सेवकॉको उन्हींकी कथा सुना रहे थे। राजा भी 
मनोहर इारीरधारी वानरको देखकर समझ गये कि ये 
झत्रुप्रके दूत हैं; तथापि बालिकुमारसे इस प्रकार 
नोले--“वानरराज ! बताओ, तुम किसलिये और कैसे 
यहाँ आये हो ! तुम्हारे आनेका सारा कारण जानकर मैं 
उसके अनुसार कार्य करूँगा ।' यह सुनकर वानरराज 
अङ्गद मन-ही-मन बहुत विस्मित हुए और 
श्रीयमचन्द्रजीकी उपासनामें लगे रहनेवाले उन नरेशासे 


पातालखण्ड ] 


» राजा सुरथके दारा अश्चका पकड़ा जाना और राजाका युद्धके लिये तैयार होना « 


&००५४०५०५४०७५७५४७५७७५० ७४५५७ ४3०»०»»»०५५५७७४+»*»»:*:#:»* ४» ४ # ४४४ ##//#/ *४५### “४75४४ &22# 9:०9 ४* है. 


५०७ 


नोले--'नृपश्रेष्ठ ! मुझे बालिपुत्र अङ्गद समझो। 


श्रीशब्रुघ्नजीने मुझे दूत बनाकर तुम्हारे निकट भेजा है। 


इस समय तुम्हारे कुछ सेवकोने आकर मेरे यज्ञ-सम्बन्धी 
घोड़ेकी पकड़ लिया है। अज्ञानबश उनके द्वार सहसा 
यह बहुत बड़ा अन्याय हो गया है; अब तुम प्रसन्नता- 
पूर्वक श्रीशम्रुघ्जीके पास चलो और उनके चरणोंमें 
पड्कर आपने राज्य और पुत्रोंसहित वह अश्व शीघ्र ही 
समर्पित कर दो। अन्यथा श्रीइतरुध्रके बाणोंसे घायल 
होकर पृथ्वीतलकी शोभा बढ़ाते हुए सदाके लिये सो 
जाओगे; तुम्हें अपना मस्तक कटा देना होगा ।' 
आङ्गदके मुखसे इस तरहकी बातें सुनकर राजा 
सुरथने उत्तर दिया--'कपिश्रेष्ठ ! तुम सब कुछ ठीक ही 
कह रहे हो, तुम्हारा कहना मिथ्या नहीं है; परंतु मैं शत्रुघ्न 


आदिके भयसे उस अश्वको नहीँ छोड़ सकता। यदि 


भगान्‌ श्रीराम स्वयं ही आकर मुझे दर्शन दें तो मैं उनके 
चरणोमें प्रणाम करके पुत्रोंसहित अपना राज्य, कुटुम्ब, 
धन, धान्य तथा प्रचुर सेना--सब कुछ समर्पण कर 
दूँगा । क्षत्रियोंका धर्म ही ऐसा है कि उन्हे स्वामीसे भी 
विरोध करना पड़ता है। उसमें भी यह धार्मिक युद्ध है। 


मैं केवल श्रीरामचन्द्रजीके दर्शनकी इच्छासे ही युद्ध कर 
रहा हूँ। यदि श्रीरघुनाथजी मेरे घरपर नहीं पधारेँगे तो मैं 
इस समय शत्रुघ्न आदि सभी प्रधान वीरोंको क्षणभरमें 
जीतकर कैद कर कैँगा।' 

अङ्गद बोले--राजन्‌ ! जिन्होंने मान्धाताके शत्रु 
लवण नामक दैत्यको खेलमें ही मार डाल था, जिनके 
द्वारा संआममें कितने ही बलवान्‌ वैरी परास्त हुए हैं तथा 
जिन्होंने इच्छानुसार चलनेवाले विमानपर बैठे हुए 
विद्युन्माली नामक राक्षसका वध किया है, उन्हीं 
वीरशिरोमणि श्रीइतरुध्रको तुम कैद करोगे ! मुझे तो ऐसा 
जान पड़ता है, तुम्हारी बुद्धि मारी गयी है । श्रेष्ठ अख्नोंका 


॥ ज्ञाता महाबळी पुष्कल, जिसने युद्धमें रुद्रके प्रधान गण 
३ वीरभद्रके छक्के छुड़ा दिये थे, श्रीशत्रुषका भतीजा है। 


श्रीरघुनाथजीके चरण-कमलोंका चिन्तन करनेवाले 


र हनुमानजी भी सदा उनके निकट ही रहते है तुमने 


हनुमानजीके अनेकों पराक्रम सुने होंगे। उन्होंने त्रिकूट 
पर्वतसहित समूची लङ्कापुरीको क्षणभरमें फूँक डाला 
और दुष्ट बुद्धिबाले राक्षसराज रावणके पुत्र अक्षकुमारको 
मौतके घाट उतार दिया। अपने सैनिकॉकी जीवन-रक्षाके 
लिये वे देवताऑसहित द्रोण पर्वतको आपनी पूँछके 
अग्रभागमें लपेटकर कई बार लाये हैं। हनुमानज़ीका 
चरित्र-बल कैसा है, इस बातको श्रीरघुनाथजी ही जानते 
हैं; इसीलिये अपने प्रिय सेवक इन पवनकुमारको वे 
मनसे तनिक भी नहीं बिसारते। वानरराज सुग्रीव आदि 
खीर, जो सारी पृथ्वीको अस लेनेकी शक्ति रखते हैं, राजा 
'शत्रुधका रुख जोहते हुए उनकी सेवा करते हैं। 
कुशध्वज, नीलरल, महान्‌ अस्नवेत्ता रिपुताप, प्रतापाग्रय, 
सुनाहु, विमल, सुमद और श्रीरामभक्त सत्यवादी राजा 
बीरमणि--ये तथा अन्य भूपाल श्रीशनुन्नकी सेवामें रहते 
हैं। इन बीरोंके समुद्रमें एक मच्छरके समान तुम्हारी क्या 
हस्ती है। इन जातॉको भळीभाँति समझकर चलो । 
शात्रुघजी बड़े दयालु हैं; उन्‍हें पुत्रॉसहित अश्च समर्पित 
करके तुम कमलनयन श्रीरामचन्द्रजीके पास जाना । वहीं 
उनका दर्शन करके अपने शरीर और जन्म दोनोंको 
सफल बना सकते हो। 


[ संक्षिप्त पश्चपुराण 


झेषजी कहते है--इस प्रकार अनेक तरहकी दूत ! तुम जाओ, राजा झत्रुधसे मेरी कही हुई बातें सुना 
बातें करते हुए दूतसे राजाने कहा--'यदि मैं मन, वाणी दो । अच्छे-अच्छे योद्धा तैयार हों, मैं अभी युद्धके लिये 
और क्रियाद्दारा श्रीरामका ही भजन करता हूँ, तो वे मुझे चलता हूँ।' यह सुनकर वीर अङ्गद मुस्कराते हुए वहाँसे 
शीघ्र दर्शन देंगे, अन्यथा श्रीरामभक्त हनुमान्‌ आदि वीर चल दिये। वहाँ पहुँचकर राजा सुरथकी कही हुई बातें 
मुझे बलपूर्वक बाँध लें और घोड़ेको छीन ले जायैँ। उन्होंने ज्यों-की-त्यों कह सुनायी । 
Corr आई कन 
युद्धमें चम्पकके द्वारा पुष्कलका बाँधा जाना, हनुमानज़ीका चम्पकको मूर्च्छित करके 
पुष्कलको छुड़ाना, सुरथका हनुमान्‌ और शत्रु आदिको जीतकर अपने नगरमें 
ले जाना तथा श्रीरामके आनेसे सबका छुटकारा होना 


शेषजी कहते हैं--अङ्गदके मुखसे सुरथका 
सन्देश सुनकर युद्धकी कलामें निपुणता रखनेवाले 
समस्त योद्धा संग्रामके लिये तैयार हो गये । सभी वीर 
उत्साहसे भरे थे, सब-के-सब रण-कर्ममें कुशल थे । वे 
नाना प्रकारके स्वरोंमें ऐसी गर्जनाएँ करते थे, जिन्हें 
सुनकर कायरोंको भय होता था। इसी समय राजा सुरथ 
अपने पुत्रों और सैनिकोंके साथ युद्धक्षेत्रमे आये । जैसे 
समुद्र ्रलयकालमें पृथ्वीको जलसे आप्लाबित कर देता 
है, उसी प्रकार वे हाथी, रथ, घोड़े और पैदल 
योद्धाओंको साथ ले सारी पृथ्वीको आच्छादित करते हुए 
दिखायी दिये। उनकी सेनामें शद्ध-नाद और विजय- 
गर्जनाका कोलाहल छा रहा था। इस प्रकार राजा 
सुरथको युद्धके लिये उद्यत देख इात्ुप्नने सुमतिसे 
कहा--'महामते ! ये राजा अपनी विशाल सेनासे 
घिरकर आ पहुँचे; अब हमलोगोंका जो कर्तव्य हो 
उसे बताओ ।' 
सुमतिने कहा- अब यहाँ सब प्रकारके 
अस्त्र-शस्त्रॉका ज्ञान रखनेवाले पुष्कल आदि 
युद्ध-विशारद वीरोंको अधिक संख्यामें उपस्थित होकर 
शब्रुओंसे लोहा लेना चाहिये। वायुनन्दन हनुमानजी 
महान्‌ शौर्यसे सम्पन्न हैं; अतः ये ही राजा सुरथके साथ 
युद्ध करें। 
डोषजी कहते हैं--प्रधान मन्त्री सुमति इस 
अकारकी बातें बता ही रहे थे कि सुरथके उद्धव 
«राजकुमार रण-भूमिमें पहुँचकर अपनी धनुषकी रङ्कार 


करने लगे। उन्हें देखकर पुष्कल आदि महाबली योद्धा 
धनुष लिये अपने-अपने रथॉपर बैठकर आगे बढ़े। 
उत्तम अस्त्रॉके ज्ञाता वीर पुष्कल चम्पकके साथ भिड़ 
गये और महावीरजीसे सुरक्षित होकर द्वैरथ युद्धकी 
रीतिसे लड़ने लगे। जनककुमार लक्ष्मीनिधिने 
कुशध्वजको साथ लेकर मोहकका सामना किया | 
रिपुञ्जयके साथ विमल, दुर्वारके साथ सुबाहु, प्रतापीके 
साथ प्रतापाग्रय, बलमोदसे अङ्गद, हर्यक्षसे नीलरल, 
सहदेवसे सत्यवान्‌, भूरिदेवसे महाबली राजा चीरमणि 
और असुंतापके साथ उग्राश्च युद्ध करने लगे । ये सभी 
युद्ध-कर्ममें कुशल, सब प्रकारके अख-रास्रॉमे प्रवीण 
तथा बुद्धिविशारद थे; अतः सबने घोर द्वन्द्वयुद्ध किया । 
बात्स्यायनजी ! इस प्रकार घमासान युद्ध छिड़ जानेपर 
सुरथके पुत्रोंद्वारा शत्रुघ्नकी सेनाका भारी संहार हुआ । 
युद्ध आरम्भ होनेके पहले पुष्कलने चम्पकसे कहा-- 
“राजकुमार ! तुम्हारा क्या नाम है ? तुम धन्य हो, जो मेरे 
साथ युद्ध करनेके लिये आ पहुँचे ।' 

अम्पकने कहा--वीरवर ! यहाँ नाम और कुलसे 
युद्ध नहीं होगा; तथापि मैं तुम्हें अपने नाम और 
नलका परिचय देता हूँ। श्रीरघुनाथजी ही मेरी माता 
तथा चे ही मेरे पिता हैं, श्रीराम ही मेरे बन्धु और 
श्रीराम ही मेरे स्वजन हैं । मेरा नाम रामदास है, मैं सदा 
श्रीरामचन्द्रजीकी ही सेवामें रहता हूँ। भक्तोंपर कृपा 
करनेवाले श्रीरामचन्द्रजी ही मुझे इस युद्धे पार 
ळगायेंगे। अब लौकिक दृष्टिसे अपना परिचय देता 


पातालखण्ड ] + युद्धमें चम्पकके द्वारा पुष्कलका खाँधा जाना तथा ओरामके आनेसे सबका छुटकारा + 


८५०७ 


हूँ---मैं राजा सुरथका पुत्र हूँ, मेरी माताका नाम वीरवती 
है। [अपने नामका उच्चारण निषिद्ध है, इसलिये मैं उसे 
सङ्केतसे बता रहा हुँ] मेरे नामका एक वृक्ष होता है, जो 
वसन्तक्रतुमे खिलकर अपने आस-पासके सभी 
प्रदेशोंको शोभासम्पन्न बना देता है । यद्यपि उसका पुष्प 
रसका भण्डार होता है; तथापि मधुसे मोहित भ्रमर 
उसका परित्याग कर देते हैँ--उससे दूर ही रहते हैं। बह 
फूल जिस नामसे पुकारा जाता है, उसे ही मेरा भी 
मनोहर नाम समझो। अच्छा, अब तुम इस संग्राममें 
अपने बाणोंद्वारा युद्ध करो; मुझे कोई भी जीत नहीं 
सकता । मैं अभी अपना अद्भुत पराक्रम दिखाता हूँ। 
चम्पककी बात सुनकर पुष्कलका चित्त सन्तुष्ट हो 
'गया। अब वे उसके ऊपर करोड़ों बाणोंकी वर्षा करने 
लगे। तब चम्पकने भी कुपित होकर आपने धनुषपर 
प्रत्यञ्चो चढ़ायी और शत्रु-समुदायको विदीर्ण करनेवाले 
तीखे बाणोंको छोड़ना आरम्भ किया। किन्तु महावीर 
पुष्कलने उसके उन बाणोंको काट डाला। यह देख 
चम्पकने पुष्कलकी छातीमें प्रहार करनेके लिये सौ 
जाणोंका सन्धान किया; किन्तु पुष्कलने तुरेत ही उनके 
"भी डुकड़े-टुकड़े कर डाले तथा अत्यन्त कोपमें भरकर 
बाणोंकी बौछार आरम्भ कर दी। बाणोंकी वह वर्षा 
अपने ऊपर आती देख चम्पकने 'साधु-साधु' कहकर 
पुष्कलकी प्रशंसा करते हुए उन्हें अच्छी तरह घायल 
किया । पुष्कल सन शरख्लोके ज्ञाता थे । उन्होंने चम्पकको 
महापराक्रमी जानकर अपने धनुषपर ब्रह्माज्जका प्रयोग 
किया उधर चम्पक “भी कुछ कम नहीं था, उसने भी 
सब प्रकारके अख््र-शस्न्रोंकी विद्वत्ता प्राप्त की थी। 
पुष्कलके छोड़े हुए अर्को देखकर उसे शान्त करनेके 
लिये उसने भी ब्रह्मास््रका ही प्रयोग किया । दोनों 
अस्त्रोंके तेज जब एकत्रित हुए, तो लोगॉने समझा अब 
अलय हो जायगा। किन्तु जब शत्रुका अस्त्र अपने 
अस्नसे मिलकर एक हो गया तो चम्पकने पुनः उसे 
शान्त कर दिया । 
चम्पकका वह अद्भुत कर्म देखकर पुष्कलने 'खड़ा 
रह, खड़ा रह' कहते हुए उसपर असंख्य बाणोंका प्रहार 


किया। किन्तु महामना चम्पकने पुष्कलके छोड़े हुए 
बाणोंकी परवा न करके उनके प्रति भयङ्कर बाण 
रामाख्का प्रयोग किया ! पुष्कल उसे कारनेका विचार 
कर रहे थे कि उस बाणने आकर उन्हें बाँध लिया । इस 
अकार वीरवर चम्पकने पुष्कलको बाँधकर अपने रथपर 
बिठा लिया । उनके बाँधे जानेपर सेनामें महान्‌ हाहाकार 
मचा । समस्त योद्धा भागकर इन्रुप्रके पास चले गये। 
उन्हें भागते देख शत्रुघनने हनुमानजीसे पूछा--'मेरी सेना 
तो बहुतेरे बीरॉसे अलडूत हैं; फिर किस वीरने उसे 
भगाया है। तब हनुमानूजीने कहा--'राजन्‌ ! 
झत्रुवीरोंका दमन करनेवाला वीरवर चम्पक पुष्कलको 
बाँधकर लिये जा रहा है।' उनकी ऐसी बात सुनकर 
तरुन क्रोधसे जल उठे और पबनकुमारसे बोले-- 
“आप शीघ्र ही पुष्कलको राजकुमारके बन्धनसे 
छुड़ाइये।' यह सुनकर हनुमानज़ीने कहा--'बहुत 
अच्छा।' फिर वे पुष्कलको चम्पककी कैदसे मुक्त 
करनेके लिये चल दिये । हनुमानजीको उन्हें छुड़ानेके 
लिये आते देख चम्पकको बड़ा क्रोध हुआ और उसने 
उनके ऊपर सैकड़ों-हजारों बाणोंका प्रहार किया । परन्तु 
उन्होंने शत्रुके छोड़े हुए समस्त सायकोंको चूर्ण कर डाला 
और एक झाल हाथमें लेकर राजकुमारपर दे मारा। 
चम्पक भी बड़ा बलवान्‌ था । उसने हनुमानजीके चलाये 
हुए शालको तिल-तिल करके काट डाला। तब 
हनुमान्‌जीने उसके ऊपर बहुत-सी शिलाएँफेंकी; परन्तु 
उन सनको भी उसने क्षणभरमें चूर्ण कर दिया । यह देख 
इनुमानजीके हृदयमें बहुत क्रोध हुआ। वे यह सोचकर 
कि यह राजकुमार बहुत पराक्रमी है; उसके पास आये 
और उसे हाथसे पकड़कर आकाशमें उड़ गये। अब 
चम्पक आकाइमें ही खडा होकर हनुमानजीसे युद्ध 
करने रुगा। उसने आहुयुद्ध करके कपिश्रेष्ठ 
इनुमानजीको बहुत चोट पहुँचायी । उसका बल देखकर 
हनुमानजीने हँसते-हँसते पुनः उसका एक पैर पकड़ 
लिया और उसे सौ बार घुमाकर हाधीके हौदेपर पटक 
दिया। वहाँसे धरतीपर गिरकर वह लवान्‌ राजकुमार 
मूर्च्छित हो गया । उस समय चम्पकके अनुगामी सैनिक 


५०८ 


० अर्खयस्व हघीकेश यदीच्छसि परे पदम्‌ + 


99३००००७०००००९०००००००३७०००००००७०००७०७७००००००००००००००००००००००००० 


। संक्षिप्त पदापुराण 


हाहाकर करके चीर उठे और हनुमानूजीने चम्पकके 
पाशमें बैधे हुए पुष्कलको छुड़ा लिया। 
चम्पकको पृथ्वीपर पड़ा देख बलवान्‌ राजा सुरथ 
पुत्रके दुःखसे व्याकुल हो उठे और रथपर सवार हो 
'हनुमान्‌जीके पास गये। वहाँ पहुँचकर उन्होंने कहा-- 
“कपिश्रेष्ठ ! तुम घन्य हो ! तुम्हारा बल और पराक्रम 
महान्‌ हैं; जिसके द्वारा राक्षसोंकी पुरी लङ्कामें तुमने 
श्रीरघुनाथजीके बड़े-बड़े कार्य सिद्ध किये है । निःसन्देह 
तुम श्रीरामचन्द्रजीके चरणेकि सेवक और भक्त हो। 
तुम्हारी वीरताके लिये क्या कहना है। तुमने मेरै बलवान्‌ 
पुत्र चम्पकको रण-भूमिमें गिरा दिया है। कपीश्वर ! अब 
तुम सावधान हो जाओ। मैं इस समय तुम्हें बाँधकर 
अपने नगरमें ले जाऊँगा । मैंने बिलकुल सत्य कहा है ।' 
हनुमानज़ीने कहा--राजन्‌ ! तुम श्रीरघुनाथजीके 
चरणोंका चिन्तन करनेवाले हो और मैं भी उन्हीँका 
सेवक हूँ। यदि मुझे बाँध लोगे तो मेरे प्रभु बलपूर्वक 
तुम्हारे हाथसे छुटकारा दिलायेंगे । वीर ! तुम्हारे मनमें 
जो बात है, उसे पूर्ण करो | अपनी प्रतिज्ञा सत्य करो । 
बेद कहते हैं, जो श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण करता है, उसे 
कभी दुःख नहीं होता। 
झोषजी कहते हैं--उनके ऐसा कहनेपर राजा 
सुरथने पवनकुमारकी बड़ी प्रशंसा की और सानपर 
चढ़ाकर तेज किये हुए भयंकर बाणोंद्वारा उन्हें अच्छी 
तरह घायल किया। ये बाण हनुमानजीके झरीरसे रक्त 
निकाल रहे थे; तो भी उन्होंने उनकी परवा न की और 
राजाके धनुषको अपने दोनों हाथॉसे पकड़कर तोड़ 
डाला । हनुमान्‌जीके द्वारा अपने धनुषको परत्यञ्ञासहित 
टूटा हुआ देख राजाने दूसरा धनुष हाथमें त्त्रिया । किन्तु 
पवनकुंमारने उसे भी छीनकर क्रोघपूर्वक तोड़ डाला ! 
इस प्रकार उन्होंने राजाके अस्सी धनुष खण्डित कर दिये 
तथा क्षण-क्षणपर महान्‌ रोषमें भरकर बे बारम्बार गर्जना 
करते थे! तन राजाके क्रोघकी सीमा न रही! उन्होंने 
भर्यकर शक्ति हाथमे ली। उस रक्तिसे आंहत होकर 
हनुमानजी गिर पड़े, किन्तु थोड़ी ही देरमें उठकर खड़े हो 


गये । फिर अत्यन्त क्रोधमें भर उन्होंने राजाका रथ पकड़ 
लिया और उसे लेकर बड़े वेगसे आकाझामें उड़ गये। 
ऊपर जाकर बहुत दूरसे उन्होंने रथको छोड़ दिया और 
चह रथ धरतीपर गिरकर क्षणभरमें चकनाचूर हो गया। 
राजा दूसरे रथपर जा चढे और बड़े वेगसे हनुमान्‌जीका 
सामना करनेके लिये आये। किन्तु क्रोधमें भरे हुए 
पवनकुमारने तुरंत ही उस रथको भी चौपट कर डाला। 
इस प्रकार उन्होंने राजाके उनचास रथ नष्ट कर दिये। 
उनका यह पराक्रम देखकर राजाके सैनिकों तथा स्वयं 
राजाको भी बड़ा विस्मय हुआ। वे कुपित होकर 
बोले--'बायुनन्दन ! तुम- धन्य हो ! कोई भी पराक्रमी 
ऐसा कर्म न तो कर सकता है और न करेगा । अब तुम 
एक क्षणके लिये ठहर जाओ, जबतक कि मैं अपने 
घनुषपर प्रत्यञ्चा चढ़ा रहा हूँ। तुम वायुदेवताके सुपुत्र 
श्रीरघुनाथजीके चरण-कमलॉके चञ्चरीक हो [अतः 
मेरी बात मान लो] ।' ऐसा कहकर रोषमें भरे हुए राजा 
सुरथने अपने धनुषपर प्रत्यज्ञा चढ़ायी और भयङ्कर 
बाणमें पाशुपत अस्त्रका सन्धान किया। लोगोंने देखा 
हनुमानजी पाशुपत अस्त्रसे बँध गये। किन्तु दूसरे ही 
क्षण उन्होंने मन-ही-मन भगवान्‌ श्रीएमका स्मरण करके 
उस बन्धनको तोड़ डाला और सहसा मुक्त होकर वे 
राजासे युद्ध करने लगे। सुरथने जब उन्हें बन्धनसे मुक्त 
देखा तो महाबलवान्‌ मानकर त्रह्मासत्रका प्रयोग किया । 
परन्तु महावीर पवनकुमार उस अस्त्रको हँसते-हँसते 
निगल गये। यह देख राजाने श्रीरधुनाथजीका स्मरण 
किया। उनका स्मरण करके उन्होंने अपने धनुषपर 
रामाखका प्रयोग किया और हनुमानजीसे कहा-- 
“कपिश्रेष्ठ ! अब तुम बैध गये।' हनुमानजी बोले--- 
“राजन्‌ ! क्या करूँ, तुमने मेरे खामीके अस्नसे ही मुझे 
बाँधा है, किसी दूसरे आकृत अखसे नहीं; अतः मैं 
उसका आदर करता हूँ। अब तुम मुझे अपने नगरमें ले 
चलो । मेरे प्रभु दयाके सागर हैं; वे स्वयं ही आकर मुझे 
छुड़येंगे ।' 

हनुमानजीके बाँधे जानेपर पुष्कल कुपित हो 


पातालखण्ड ] + युद्धमें चम्पकके द्वारा पुष्कछका खाँचा जाना तथा औरामके आनेसे सबका छुटकारा « 


५०९ 


१९०७००९०७०९०००००७७९७:९०-३००१००९०९:९९९०९९०-७००३०००७०९०-००-००:९१:०१०९९०७००७०२०७००-०००-७०-०० ९९९५:९१०:९०:३:०७००००-०००:३:०००७-००००००७०. 


राजाके सामने आये। उन्हें आते देख राजाने आठ 
बाणोंसे बींध डाला । यह देख बलवान्‌ पुष्कलने राजापर 
कई हजार बाणोंका प्रहार किया । दोनों एक-दूसरेपर मन्त्र- 
पाठपूर्वक दिव्याख्रोका प्रयोग करते और दोनों ही शान्त 
करनेवाले अस्क्ेंका प्रयोग करके एक-दूसरेके चलाये 
हुए अस्त्रोंका निवारण करते थे। इस प्रकार उन दोनोंमें 
बड़ा घमासान युद्ध हुआ, जो कौरोंके रोंगटे खड़े कर 
देनेबाला था। तब राजाको बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने 
एक नाराचका प्रयोग किया। पुष्कल उसको काटना ही 
चाहते थे कि बह नाराच उनकी छातीमें आ लगा। वे 
महान्‌ तेजस्वी थे, तो भी उसका आघात न सह सके, 
उन्हें मूर्च्छा आ गयी ! 
पुष्कलके गिर जानेपर झात्रुओको ताप देनेवाले 
आातुमको बड़ा क्रोध हुआ । बे रथपर बैठकर राजा 
सुरथके पास गये और उनसे कहने लगे--'राजन्‌ ! 
तुमने यह बड़ा भारी पराक्रम कर दिखाया, जो 
पवनकुमार हनुमानजीको बाँध लिया। अभी ठहरो, मेरे 
बीरोंको रण-भूमिमें गिराकर तुम कहाँ जा रहे हो। अब 
मेरे सायकॉकी मार सहन करो ।' झन्रुन्नका यह वीरोचित 
भाषण सुनकर बलवान्‌ राजा सुरथ मन-ही-मन 
श्रीरामचन्द्रजीके मनोहर चरण-कमलोका चिन्तन करते 
हुए बोले--'वीरवर ! मैंने तुम्हारे पक्षके प्रधान वीर 
हनुमान्‌ आदिको रणमें गिरा दिया; अन तुम्हें भो 
समराङ्गणमें सुछाउँगा । श्रीरघुनाथजीका स्मरण करो, जो 
यहाँ आकर तुम्हारी रक्षा करेंगे; अन्यथा मेरे सामने 
युद्धमें आकर जीवनकी रक्षा असम्भव है ।' ऐसा कहकर 
राजा सुरथने झत्रुप्रको हजारों बाणोंसे घायल किया। 
उन्हें आाण-समूहोंकी बौछार करते देख तर्ने 
आम्नेयाज्रका प्रयोग किया। चे शत्रुके बाणोंको दग्ध 
करना चाहते थे। दात्रुघ्रके छोड़े हुए उस अर्बको राजा 
सुरथने वारुणाखके द्वारा बुझा दिया और करोड़ों बाणोंसे 
उन्हें घायल किया । तंब शत्रुघ्नने अपने धनुषपर मोहन 
नामक महान्‌ अस्त्रका सन्धान किया । चह अद्भुत अस 
समस्त बीरोंको मोहित करके उन्हें निद्रामें निमग्न कर 
देनेवाला था। उसे देख राजाने भगवानका स्मरण करते 


हुए कहा---मैं श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण करके ही मोहित 
रहता हूँ, दूसरी कोई वस्तु मुझे मोहनेवाली नहीं जान 
पड़ती । माया भी मुझसे भय खाती है।' वीर राजाके 
ऐसा कहनेपर भी शत्रुघ्नने बह महान्‌ अस्त्र उनके ऊपर 
छोड़ ही दिया । किन्तु राजा सुरथके बाणसे कटकर वह” 
रण-भूमिमें गिर पड़ा । तदनन्तर, सुरथने अपने धनुषपर 
एक प्रज्वलित बाण चढ़ाया और श्रुघ्रको लक्ष्य करके 
छोड़ दिया। झज़ुप्नने अपने पास पहुँचनेसे पहले उसे 
मार्गमें ही काट दिया, तो भी उसका फलबाला अग्रिम 
भाग उनकी छातीमें चस गया । उस बाणके आघातसे 
मूर्च्छित होकर शत्रुघ्न रथपर गिर पड़े; फिर तो सारी सेना 
हाहाकार करती हुई भाग चली । संग्राममें रामभक्त 
सुरथकी विजय हुई । उनके दस पुत्रॉने भी आपने साथ 
लड़नेवाले दस वीरोंको मूर्च्छित कर दिया था। ने 
रणभूमिमें ही कहीं पड़े हुए थे। 

तदनन्तर, सुमीवने जन देखा कि सारी सेना भाग 
गयी और स्वामी भी मूर्च्छित होकर पड़े हैं, तो वे स्वयं 
ही राजा सुरथसे युद्ध करनेके लिये गये और बोले 
“रजन्‌! तुम हमारे पक्षके सब लोगोंको मूर्च्छित करके 
कहाँ चले जा रहे हो? आओ और शीघ्र ही मेरे साथ 
युद्ध करो।' यों कहकर उन्होंने डालियॉसहित एक 
विशाल वृक्ष उखाड़ लिया और उसे बलपूर्वक राजाके 
मस्तकपर दे मारा । उसकी चोट खाकर महाबली नरेशने 
एक बार सुग्रीवकी ओर देखा और फिर अपने धनुषपर 
तीखे आणोंका सन्धान करके अत्यन्त बल तथा पौरुषका 
परिचय देते हुए रोषमें भरकर उनकी छातीमें प्रहार 
किया । किन्तु सुग्रीचने हँसते-हैसते उनके चलाये हुए 
सभी बाणॉको नष्ट कर दिया। इसके बाद वे राजा 
सुरथको अपने नखोंसे विदीर्ण करते हुए पर्यतों, दिखरों, 
वृक्षों तथा हाथियोंको फेंक-फेंककर उन्हें चोट पहुँचाने 
लगे । तब सुरथने अपने भयङ्कर रामास्नसे सुग्रीवको भी 
तुरंत ही बाँध लिया। बन्धनमें पड़ जानेपर कपिराज 
सुग्रीवको यह विश्वास हो गया कि राजा सुरथ बास्तवमें 
श्रीरामचन्द्रजीके सचे सेवक हैं। 

इस प्रकार महाराज सुरथने विजय प्राप्त की) वे 


५१० 


० अर्चयस्व हृषोकेश यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


झत्रुपक्षके सभी मधान वीरको रथपर बिठाकर अपने 
नगरमे ले गये। वहाँ जाकर वे राज-सभामें बैठे और 
नेचे हुए कनुमाक्ीले नोले--'पवनकुमार ! अब तुम 
भक्तोंकी. रक्षा करनेवाले परमदयालु श्रीरघुनाथजीका 
स्मरण करो, जिससे सन्तुष्ट होकर वे तुम्हें तत्काल इस 
बन्धनसे मुक्त कर दें।' उनका कथन सुनकर हनुमानजीने 
आपनेसहित समस्त वीरोंको बंधा देख रघुकुलमें 
अवतीर्ण, कमलके समान नेत्रोंबाले, परमदयालु 
सीतापति श्रीरामचन्द्रजीका सम्पूर्ण इन्द्रियोंसे स्मरण 
किया। वे मन-ही-मन कहने लगे--'हा नाथ! हा 
पुरुषोत्तम !! हा दयालु सीतापते !!! [आप कहां हैं ? 
मेरी दशापर दृष्टिपात करें] प्रभो! आपका मुख 
स्वभावसे ही शोभासम्पन्न है, उसपर भी सुन्दर 
कुण्डलोके कारण तो उसकी सुषमा और भी बढ़ गयी 
है। आप भक्तोंकी पीडाका नाश करनेवाले हैं । मनोहर 
रूप धारण करते हैं। दयामय ! मुझे इस बन्धनसे शीघ्र 
मुक्त कीजिये; देर न लगाइये। आपने गजराज आदिं 
भक्तींको संकटसे बचाया है, दानव-वंशरूपी अग्निक 
ज्बालामें जळते हुए देवताओंकी रक्षा की है तथा 
दानवॉको मारकर उनकी पलियोके मस्तककी केश- 
राशिको भी बन्धनसे मुक्त किया है [वे विधवा होनेके 
कारण कभी केश नहीं बाँधतीं]; करुणानिधे ! अब मेरी 
भी सुध लीजिये। नाथ ! बड़े-बड़े सम्राट्‌ भी आपके 
चरणॉका पूजन करते हैं, इस समय आप यज्ञकर्ममें लगे 


हैं, मुनीश्वरोके साथ धर्मका विचार कर रहे हैं और यहाँ 
मैं सुरथके द्वारा गाढ बन्धनमें बाँधा गया हूँ। महापुरुष ! 
देव! शीघ्र आकर मुझे छुटकारा दीजिये! प्रभो ! 
सम्पूर्ण देवेश्वर भी आपके चरण-कमलोंकी अर्चना करते 
हैं। यदि इतने स्मरणके बाद भी आप इस 
बन्धनसे मुक्त नहीं करेंगे तो संसार खुश हो-होकर 
आपकी हँसी उड़ायेगा; इसल्ल्यि अन आप विलम्ब न 
कीजिये, हमें शीघ्र छुड़ाइये ।'* 

जगत्‌के स्वामी कृपानिधान श्रीरधुवीरजीने 
हनुमानजीकी प्रार्थना सुनी और अपने भक्तको बन्धनसे 
मुक्त करनेके लिये वे तीव्रगामी पुष्पक विमानपर चढ़कर 
तुरंत चल दिये। हनुमान्‌जीने देखा, भगवान्‌ आ गये। 
उनके पीछे लक्ष्मण और भरत हैं तथा साथमें मुनियोंका 
समुदाय शोभा पा रहा है । अपने स्वामीको आया देख 
हनुमानजीने सुरथसे कहा--'राजन्‌ ! देखो, भगवान्‌ 
दया करके अपने भक्तको छुड़ानेके लिये आ गये। 
पूर्वकाल्में ' जिस प्रकार इन्होंने स्मरण करनेमात्रसे 
पहुँचकर अनेक भक्तोंको संकटसे मुक्त किया है, उसी 
प्रकार आज बन्धनमें पड़े हुए मुझको भी छुड़ानेके लिये 
मेरे प्रभु आ पहुँचे ।' 

श्रीरामचन्द्रजी एक ही क्षणमें यहाँ आ पहुँचे, यह 
देखकर राजा सुरथ प्रेममग्र हो गये और उन्होंने 
भगवानको सैकड़ों बार प्रणाम किया। श्रीरामने भी 
चतुर्भुज रूप धारणकर अपने भक्त सुरथको भुजाओंमें 


* इत्युक्तमाकर्ण्य समीरजस्तदा सुबद्धमात्मानमवेक्ष्य यीरान्‌ । संमूर्च्छिताञ्दत्रुशराविघातपीडायुतान्‌ 


बन्धनमुक्तयेऽस्मरत्‌ ॥ 


श्रीरामचन्द्री स्घुवंझजातं सीतापतिं पडूजपत्रनेत्रम्‌ । स्वमुक्तथे बन्धनतः कृपालं सस्मार सर्वैः करणैर्विशोकैः ॥ 


हनुखानुवाच-- 


हा नाथ हा नरबरोत्तम हा दयालो सीतापते रुचिरकुण्डलशोभिवक्त्र ! 
भक्तार्तिदाहक मनोहररूपधारिन्‌ मां बन्धनात्‌ सपदि मोचय मा विलम्बम्‌ ॥ 
'संमोचितास्तु भवता गजपुङ्गयाद्या देवा्च दानचकुलामिसुदद्यमानाः । 
तत्सुन्दरीशिरसि सेस्थितकेशनन्धसंमोचितासि करुणाल्य माँ स्मरस्व ॥ 
त्वं यागकर्मनिरतोऽसि मुनीधवरेन्द्र्घमै विचारयसि भूमिपतीड्यपाद । 
अआत्राहमद्य सुरथेन विगाढपाशबद्धोऽस्मि मोचय महापुरुषाशु देव॥ 
नो मोचयस्यथ यदि स्मरणातिरेकात््वे सर्वदेववरपूजितपादपद्या । 
ल्त्रेको भवन्तमिदमुल्छसितो हसिष्यत्तस्मादू विलम्बमिह मा चर मोचयाझु ॥ 


(५३ । १२--१७) 


पातालरबण्ड ] वाल्मीकि-आश्रमपर छवद्वारा घोड़ेका बैंधना और अश्वरक्षकोंकी भुजाओंका काटा जाना + 


५११ 


कसकर छातीसे लगा लिया और आनन्दके आँसुओंसे 
उनका मस्तक भिगोते हुए कहा- “राजन्‌ ! तुम धन्य 


पट कल: था ) डौ 
हो। आज तुमने बड़ा भारी पराक्रम कर दिखाया। 
कपिराज हनुमान्‌ सबसे बढ़कर बलवान्‌ हैं, किन्तु इनको 
भी तुमने बाँध लिया!” यह कहकर श्रीरघुनाथजीने 
बानरश्रेष्ठ हनुमानको बन्धनसे मुक्त किया तथा जितने 
योद्धा मूर्च्छित पड़े थे, उन सबपर अपनी दयादृष्टि 
डालकर उन्हें जीवित कर दिया। असुरोंका विनाश 
करनेवाले श्रीरामकी दृष्टि पड़ते ही वे सब मूर्च्छा त्याग 


कर उठ खड़े हुए और मनोहर रूपधारीं श्रीरघुनाथजीकी 
झाँकी करके उनके चरणॉमें पड़ गये। भगवानने उनसे 
कुशल पूछी तो वे सुखी होकर बोले--'भगवन्‌ ! 
आपकी कृपासे सब कुशल है ।' राजा सुरथने सेवकपर 
कृपा करनेके लिये आये हुए श्रीरामचन्द्रजीका दर्शन 
करके उन्हें प्रसन्नतापूर्वक अपना सारा राज्य समर्पित कर 
दिया और कहा--'रघुनन्दन ! मैंने आपके साथ 
अन्याय किया है, उसे क्षमा कीजिये ।' 

श्रीराम खोले--राजन्‌ ! क्षत्रियोंका यह धर्म ही है। 
उन्हें स्वामीके साथ भी युद्ध करना पड़ता है । तुमने संग्राममें 
समस्त वीरोंको सन्तुष्ट करके बड़ा उत्तम कार्य किया । 

भगवानके ऐसा कहनेपर राजा सुरथने अपने पुत्रेकि 
साथ उनका पूजन किया । तदनन्तर, श्रीरामचन्द्रजी तीन 
दिनतक वहाँ ठहरे रहे । चौथे दिन राजाकी अनुमति लेकर 
वे इच्छानुसार चलनेवाले पुष्पक बिमानद्वारा वहाँसे चले 
गये। उनका दर्शन करके सबको बड़ा विस्मय हुआ और 
सब लोग उनकी मनोहारिणी कथाएँ कहने-सुनने लगे । 
इसके बाद महाबली राजा सुरथने चम्पकको अपने 
नगरके राज्यपर स्थापित कर दिया और स्वयं शात्रुपके 
साथ जानेका विचार किया । शत्रुघने अपना अश्व पाकर 
भेरी बजवायी। तथा सब ओर नाना प्रकारके कङ्खोंकी 
ध्वनि करायी । तत्पश्चात्‌ उन्होंने यज्ञ-संबन्धी अश्वको आगे 
जानेके लिये छोड़ा और स्वयं राजा सुरथके साथ अनेकों 
देशॉमें भ्रमण करते रहे, किन्तु कहीं किसी भी बलवान्ने 
घोड़ेको नहीं पकड़ा । 


a 
` चाल्मीकिके आश्रमपर लवद्वारा घोड़ेका बैंधना और अश्वरक्षकोंकी 
भुजाओंका काटा जाना 


शेषजी कहते हैं-एक दिन प्रातःकाल वह अश्च 
गङ्गाके किनारे महर्षि वाल्मीकिके श्रेष्ठ आश्रमपर जा 
पहुँचा, जहाँ अनेकों ऋषि-मुनि निवास करते थे और 
अम्निहोत्रका धुँआ उठ रहा था। जानकीजीके पुत्र लच 
अन्य मुनिकुमारोके साथ प्रातःकालीन हवन-कर्म 
करनेके उद्देश्यसे उसके योग्य समिधाएँ लानेके लिये 


वनमें गये थे। वहाँ सुवर्णपत्रसे चिहित उस 
यज्ञ-सम्बन्धी अश्वको उन्होंने देखा, जो कुछुम, अगरु 
और कस्तूरीकी दिव्य गन्धसे सुवासित था। उसे देखकर 
उनके मनमें कौतूहल पैदा हुआ और वे मुनिकुमारोंसे 
बोले--'यह मनके समान शीघ्रगामी अश्व किसका है, 
जो दैवात्‌ मेरे आश्रमपर आ पहुँचा है ? तुम सब लोग 


५९२ 


= अर्चयस्व इषीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


मेरे साथ चलकर इसे देखो, डरना नहीं।' यह कहकर 
लव तुरंत ही घोड़ेके समीप गये । रघुकुलमें उत्पन्न कुमार 
'लब कंधेपर घनुष-बाण धारण किये उस घोड़ेके समीप 
ऐसे सुशोभित हुए मानो दुर्जय वीर जयन्त दिखायी दे रहा 
हो। घोड़ेके ललाटमें जो पत्र बैंधा था, उसमें सुस्पष्ट 
वर्णमालाओंद्रार कुछ पङ्क्तियाँ लिखी थीं; जिनसे 
उसकी बड़ी शोभा हो रही थी। लवने पहुँचकर मुनि- 
पुत्रोके साथ वह पत्र पढ़ा | पढ़ते ही उन्हें क्रोध आ गया 
और वे हाथमें घनुष लेकर ऋषिकुमारोंसे बोले, उस 
समय रोषके कारण उनकी वाणी स्पष्ट नहीं निकल पाती 


थी। उन्होंने कहा--'अरे ! इस क्षत्रियकी धृष्टता तो ६ 


देखो, जो इस घोड़ेके भाल-पत्रपर इसने अपने प्रताप 
और बलका उल्लेख किया है। राम क्या हैं, शत्रुघ्रकी 


क्या हस्ती है ? क्या ये ही लोग क्षत्रियके कुलमें उत्पन्न - 


हुए हैं ? हमलोग श्रेष्ठ क्षत्रिय नहीं हैं ?' इस प्रकारकी 
बहुत-सी बातें कहकर लवने उस घोड़ेको पकड़ लिया 
और समस्त राजाओंको तिनकेके समान समझकर हाथमें 
धनुष-बाण ले वे युद्धके लिये तैयार हो गये । मुनिपुत्रॉने 
देखा कि लव घोड़ेका अपहरण करना चाहते हैं, तो वे 
उनसे बोले--'कुमार ! हम तुम्हें हितकी बात बता रहे 
हैं, सुनो, अयोध्याके राजा श्रीराम बड़े बलवान्‌ और 
पराक्रमी हैं। अपने बलका घमंड रखनेवाले इन्द्र भी 
उनका घोड़ा नहीं छू सकते [फिर दूसरेकी तो बात ही 
क्या है ?]; अतः तुम इस अश्वको न पकड़ो ।' 
यह सुनकर लवने कहा--'तुमलोग ब्राह्मण- 
बालक हो; क्षत्रियोंका बल क्या जानो। क्षत्रिय अपने 
पराक्रमके लिये प्रसिद्ध होते हैं, किन्तु ब्राह्मणलोग केवल 
भोजनमें ही पटु हुआ करते हैं। इसलिये तुमलोग घर 
जाकर माताका परोसा हुआ पक्कान्न उड़ाओ !' लवके 
ऐसा कहनेपर मुनिकुमार चुप हो रहे और उनका पराक्रम 
देखनेके लिये दूर.जाकर खडे हो गये । तदनन्तर, राजा 
शत्रुघ्रके सेवक वहाँ आये और घोडेको बंधा देखकर 


“अहो ! किसने इस घोड़ेको यहाँ बाँध 


ह 


रखा है ? किसके ऊपर आज यमराज कुपित हुए है ? 
'लवने तुरंत उत्तर दिया--'मैंने इस उत्तम अश्वको बाँध 
रखा है, जो इसे छुड़ाने आयेगा, उसके ऊपर मेरै बड़े 
भाई कुश शीघ्र ही क्रोध करेंगे। यमराज भी आ 
जायँ तो क्या कर लेंगे? हमारे बाणोंकी बौछारसे 
सन्तुष्ट होकर स्वयं ही माथा टेक देंगे और तुरंत अपनी 
राह लेंगे !' 

लचकी बात सुनकर सेवकोंने आपसमें कहा-- 
"यह बेचारा बालक है ! [इसकी बातपर ध्यान नहीं देना 
चाहिये] ।' तत्पश्चात्‌ वे बैंधे हुए घोडेको खोळनेके लिग 
आगे बढ़े। यह देख लवने दोनों हाथोंमें धनुष थारणकर 
शत्रुघ्के सेवकोंपर क्षुरप्रॉका प्रहार आरम्भ किया । इससे 
उनकी भुजाएँ कट गयीं और वे शोकसे व्याकुल होकर 
शत्रुधके पास गये । पूछनेपर सबने रूवके द्वारा अपनी 
बाँहैं काटी जानेका समाचार कह सुनाया । 


न्ती न 


'पातालखण्ड ] 


» गुप्तचरोंसे अपवादकी बात सुनकर सीताको वनमें छोड़ आनेका आदेश « 


७३३ 


शुप्तचरोंसे अपवादकी बात सुनकर श्रीरामका भरतके प्रति सीताको बनमें छोड़ 
आनेका आदेश और भरतकी मूर्छा 


चात्स्यायनजी ओोले--भगवन्‌ ! पहले आप 
बता चुके हैं कि श्रीरामचन्द्रजीने एक धोबीके निन्दा 
करनेपर सीताको अकेली वनमें छोड़ दिया; फिर कहाँ 
उनके पुत्र हुए, कहाँ उन्हें धनुष-धारणकी क्षमता प्राप्त 
हुई तथा कहाँ उन्होंने अरूविद्याकी शिक्षा पायी, जिससे 
वे श्रीरामचन्द्रजीके अश्वका अपहरण कर सके? 

डोषजीने कहा--मुने ! श्रीरामचन्द्रजी धर्मपूर्वक 
सारी पृथ्वीका पालन करते हुए अपनी घर्मपली महारानी 
सीता और भाइयोंके साथ अयोध्याका राज्य करने लगे । 
इसी बीचमें सीताजीने गर्भ धारण किया । धीरे-धीरे पाँच 
महीने बीत गये। एक दिन श्रीरामने सोताजीसे पूछा-- 
"देवि ! इस समय तुम्हारे मनमें किस बातकी अभिलाषा 
है, बताओ; में उसे पूर्ण करूँगा ।' 


सीताजीने व्कहा-- प्राणनाथ ! आपकी कुपासे 


मैंने सभी उत्तम भोग भोगे हैं और भविष्यमें भी भोगती 
रहूँगी । इस समय मेरे मनमें किसी विषयकी इच्छा शेष 


नहीं है। जिस ख्रीको आप-जैसे स्वामी मिलें, जिनके 
चरणोंकी देवता भी स्तुति करते हैं; उसको सभी कुछ 
प्राप्त है, कुछ भी बाकी नहीं है। फिर भी यदि आप 
आग्रहपूर्वक मुझसे मेरे मनकी अभित्त्रषा पूछ रहे हैं तो 
मैं आपके सामने सची बात कहती हूँ; नाथ ! बहुत दिन 
हुए, मैंने लोपामुद्रा आदि पतिव्रताओंके दर्शन नहीं 
किये। मेरा मन इस समय उन्हींको देखनेके लिये 
उत्कण्ठित है । वे सब तपस्याकी भंडार हैं, मैं वहाँ जाकर 
वरू आदिसे उनकी पूजा करूंगी और उन्हें चमकीले रल 
तथा आभूषण भेंट दूँगी; यही मेरा मनोरथ है । प्रियतम ! 
इसे पूर्ण कीजिये । 

इस प्रकार सीताजीके मनोहर वचन सुनकर 
शरीरामचन्द्रजीको बड़ी प्रसन्नता हुई और ने अपनी 
प्रियतमासे बोले--'जनककिशोरी ! तुम धन्य हो! 
कल भातःकाल जाना और उन तपस्विनी स्लियोंका दर्शन 
करके कृतार्थ होना ।' श्रीरामचन्द्रजीके ये वचन सुनकर 
सीताजीको बड़ा हर्ष हुआ। वे सोचने लगी, कल 


` प्रातःकाल मुझे तपस्विनी देवियोके दर्शन होंगे। 


तदनन्तर, उस रातमें श्रीरामचन्द्रजीके भेजे हुए गुप्तचर 
नगरमें गये, उन्हें भेजनेका उद्देश्य यह था कि वे लोग 
घर-घर जाकर महाराजकी कीर्ति सुनें और देखें [जिससे 


i उनके प्रति लोगॉके मनमें क्या भाव हैं, इसका पता लग 
$ सके] । वे दूत आधी रातके समय चुपकेसे गये। उन्हें 


प्रतिदिन श्रीरामचन्द्रजीकी मनोहर कथाएँ सुननेको 
मिलती थीं। उस दिन वे एक धनाढयके विशाल भवनमें 
प्रविष्ट हुए और थोड़ी देरतक वहाँ रुककर 
श्रीसमचन्द्रजीके सुयशका श्रवण करने लगे । वहाँ सुन्दर 


है नेत्रोवालो कोई युवती बड़े ह्मे भरकर आपने ननहे-से 


शिशुको दूध पिला रही थी। उसने बालकको लक्ष्य 
करके बड़ी मनोहर बात कही--'बेटा ! तू जी भरकर 
मेरा मीठा दूध पी रे, पीछे यह तेरे लिये दुर्लभ हो 
जायगा। नील कमल-दलके समान श्याम वर्णवाले 


प्र + अर्चयस्व हवीकेझं यदीच्छसि परं पदम्‌ + [ संक्षिप्त पदाषुराण 


श्रीरामचन्द्रजी इस अयोध्यापुरीके स्वामी हैं; उनके नगरमें ही यह बात है। सती नारीके लिये उसका पति 
निवास करनेवाले लोगोंका फिर इस संसारमें जन्म नहीं श्रीरघुनाथजीका ही स्वरूप है; परन्तु कहाँ मेरे-जैसा 
मन्दभाग्य और कहाँ महाभाग्यज्ञाली श्रीराम । कहाँ 
yf कोड़ेकी-सी हस्ती रखनेनाला मैं एक तुच्छ जीव और 
कहाँ ब्रह्मादि देवताओंसे भी पूजित परमात्मा श्रीराम । 
कहाँ जुगनू और कहां सूर्य ? कहाँ पामर पतिंगा और 
कहाँ गरुड़ । कहाँ बुरे रास्तेसे नहनेवाला गलियोंका 
गैंदला पानी और कहाँ भगवती भागीरथीका पावन जल । 
इसी अकार कहाँ मैं और कहाँ भगवान्‌ श्रीराम, जिनके 
चरणोंकी धूलि पड़नेसे शिलामयी अहल्या क्षणभरमें 
भुवन-मोहन सौन्दर्यसे युक्त युवती बन गयी !' 

इसी समय दूसरा गुप्तचर दूसरेके घरमें कुछ 
और ही बातें सुन रहा था। वहाँ कोई कामिनी परँग- 
पर बैठकर वीणा 


होगा। जन्म न होनेपर यहाँ दूध पीनेका अवसर कैसे 
मिलेगा । इसलिये मेरे लाल ! तू इस दुर्लभ दूधका 
बारम्बार पान कर ले । जो लोग श्रीयमका भजन, ध्यान 
और कीर्तन करेंगे, उन्हें भी कभी माताका दूध सुलभ न 
होगा ।' इस तरह श्रीरामचन्द्रजीके यशरूपी अमृतसे भरे 
हुए वचन सुनकर वे गुप्तचर बहुत असन्न हुए और दूसरे 
किसी भाग्यशाली पुरुषके घरमें गये। ने पृथक्‌-पृथक्‌ 
विभिन्न घरोंमें जाकर श्रीरामके यशका श्रवण करते थे। 
एक घरकी बात है, एक गुप्तचर श्रीरघुनाथजीका यहा 
सुनेकी इच्छासे वहाँ आया और क्षणभर रुका रहा। 
उस घरकी एक सुन्दरी नारी, जिसके नेत्र बड़े मनोहर थे, 
पलैंगपर बैठे हुए कामदेवके समान सुन्दर अपने पतिकी हदि 
ओर देखकर बोली--'नाथ ! आप मुझे ऐसे लगते हैं, श्रीरामचन्द्रजीकी कीर्तिका गान कर रही थी-- 
मानो साक्षात्‌ श्रीरघुनाथजी हों।' प्रियतमाके ये मनोहर “स्वामिन्‌! हमलोग धन्य हैं, जिनके नगरके स्वामी 
वचन सुनकर उसके पतिने कहा- “प्रिये ! मेरी बात साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीराम हैं, जो आपनी प्रजाको पुत्रॉकी 
सुनो, तुम साध्वी हो; अतः तुमने जो कुछ कहा है, वह भाँति पाळते और उसके योगक्षेमकी व्यवस्था करते हैं! 
मनको बहुत ही प्रिय लगनेवास्त्र है । पतित्रताओकि योग्य उन्होंने बड़े-बड़े दुष्कर कर्म किये हैं, जो दूसरोंके लिये 


पातालखण्ड ] 


+ गुप्तचरोंसे अपवादकी बात सुनकर सीताको वनपें छोड़ आनेका आदेश « 


५१५ 


असाध्य हैं । उदाहरणके लिये--'उन्होने समुद्रको वरामें 
किया और उसपर पुल बाँधा । फिर वानरोंसे लङ्कापुरीका 
विध्वेस कराया और अपने शत्रु रावणको मारकर वे 
जानकीजीको यहाँ ले आये। इस प्रकार श्रीरामने 
महापुरुषोंके आचारका पालन किया है ।' पत्नीके ये मधुर 
वचन सुनकर पति मुसकराये और उससे इस प्रकार 
बोले--'मुग्धे रावणको मारना और समुद्रका दमन 
आदि जितने कार्य हैं, वे श्रीरामचन्द्रजीके लिये कोई 
महान्‌ कर्म नहीं हैं। महान्‌ परमेश्वर ही ब्रह्मा आदिकी 
प्रार्थनासे लीलापूर्वक इस पृथ्वीपर अवतीर्ण हुए हैं और 
बड़े-बड़े पापोंका नाश करनेवाले उत्तम चरित्रका विस्तार 
करते हैं । कौसल्याका आनन्द बढ़ानेवाले श्रीरामको तुम 
मनुष्य न समझो । वे ही इस जगतूकी सृष्टि, पालन और 
संहार करते हैं। केवल लीला करनेके लिये ही उन्होंने 
मनुष्य-विग्रह धारण किया है। हमलोग धन्य हैं, जो 
प्रतिदिन श्रीरामके मुख-कमलका दर्शन करते हैं, जो 
ब्रह्मादि देवोके लिये भी दुर्लभ है । हमें यह सौभाग्य प्राप्त 
है, इसलिये हम बड़े पुण्यात्मा हैं।' गुप्तचरने दरवाजेपर 
खड़े होकर इस प्रकारकी बहुत-सी बातें सुनी ! 
7५५००७४, ¬ 


क A र 


इसके सिवा, एक अन्य गुप्तचर अपने सामने 
घोबीका घर देखकर नहीं महाराज श्रीरामका यहा 
सुनेकी इच्छासे गया। किन्तु उस घरका स्वामी धोबी 
क्रोधमें भरा था। उसकी पत्नी दूसरेके धरमें दिनका 
अधिक समय व्यतीत करके आयी थी। उसने आँखें 
लाख-लाल करके पत्रीको घिकारा और उसे लात 
मारकर कहा--'निकल जा मेरे घरसे; जिसके यहाँ सारा 
दिन बिताया है, उसीके घर चली जा । तू दुष्टा है, पतिकी 
आज्ञाका उल्ळङ्कन करनेवाली है; इसलिये मैं तुझे नहीं 
रखुँगा ।' उस समय उसकी माताने कहा--'बेटा ! बहू 
घरमें आ गयी है, इस बेचारीका त्याग मत करो। यह 
सर्वथा निरपराध है; इसने कोई कुकर्म नहीं किया है ।' 
धोबी क्रोधमें तो था ही, उसने माताको जवाब 
दिया--'मैं राम-जैसा नहीं हूँ, जो दूसरेके घरमें रही हुई 
प्यारी पल्रीको फिरसे ग्रहण कर हूँ । वे राजा हैं; जो कुछ 
भी करेंगे, सब न्याययुक्त ही माना जायगा । मैं तो दूसरेके 
घरमें निवास करनेवाली भार्याको कदापि नहीं ्रहेण कर 
सकता ।' धोबीकी बात सुनकर गुप्चरको बड़ा क्रोध 
हुआ और उसने तलवार हाथमें लेकर उसे मार 
डालनेका विचार किया। परन्तु सहसा उसे 
श्रीरामचन्द्रजीके आदेशका स्मरण हो आया। उन्होंने 


¦ आज्ञा दी थी, 'मेरी किसी भी प्रजाको प्राणदण्ड न देना । 
१ इस बातको समझकर उसने अपना क्रोध शान्त कर 


लिया । उस समय रजककी बातें सुनकर उसे बहुत दुःख 


: हुआ था, बह कुपित हो बारम्बार उच्छ्वास खींचता 


हुआ उस स्थानपर गया, जहाँ उसके साथी अन्य गुप्तचर 
मौजूद थे। वे सब आपसमें मिले और सबने एक- 
दूसरेको अपना सुना हुआ श्रीरामचन्द्रजीका विश्ववन्दित 
चरित्र सुनाया। अन्तमें उस थोबीकी बात सुनकर उन्होंने 
आपसमें सलाह की और यह निश्चय किया कि दुष्टॉकी 


N कही हुई बातें श्रीरघुनाथजीसे नहीं कहनी चाहिये । ऐसा 


बिचार करके वे घरपर जाकर सो रहे । उन्होंने अपनी 
बुद्धिसे यह स्थिर किया था कि कल प्रातःकाल 
महाराजसे यह समाचार कहा जायगा। 


शेषजी कहते हैं-श्रीरघुनाथजीने प्रातःकाल 


५१६ 


५ अर्चयस्व हढीकेश यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


नित्यकर्मसे निवृत्त होकर वेदवेत्ता ब्राह्मणोंको विधिपूर्वक 
सुवर्णदानसे संतुष्ट किया। उसके बाद वे राजसभामें 
गये । श्रीरामचन्द्रजी सारी प्रजाका पुत्रकी भाँति पालन 
करते थे। अतः सब लोग उनको प्रणाम करनेके लिये 
वहाँ गये । लक्ष्मणने राजाके मस्तकपर छत्र लगाया और 
भरत-शत्रुघने दो चैंवर घारण किये । वसिष्ठ आदि महर्षि 
तथा सुमन्त्र आदि न्यायकर्ता मन्त्री भी वहाँ उपस्थित हो 
भगवानकी उपासना करने लगे। 


सभामें बैठे हुए महाराजको नमस्कार करनेके लिये 
आये। उत्तम बुद्धिवाले महाराज श्रीरामने [सभा- 
विसर्जनके पश्चात्‌] उन सभी गुप्तचरॉंको एकान्तमें 
जुल्त्रकर पूछा--'तुमलोग सच-सच बताओ। नगरके 
लोग मेरै विषयमें क्या कहते हैं? मेरी धर्मपल्रीके 
विषयमें उनकी कैसी धारणा है ? तथा मेरे मन्त्रयोंका 
बर्ताव वे लोग कैसा बतलाते हैं ?” 
गुप्तचर बोले--नाथ ! आपकी कीर्ति इस 
भूमण्डलके सब लोगोंको पवित्र कर रही है। हमलोगेनि 
घर-घरपें प्रत्येक पुरुष और स्त्रीके मुखसे आपके यशका 


बखान सुना है। राजा सगर आदि आपके अनेकानेक 
पूर्वज अपने मनोरथको सिद्ध करके कृतार्थ हो चुके हैं; 
किन्तु उनकी भी ऐसी कीर्ति नहीं छासी थी, जैसी इस 
समय आपकी है । आप-जैसे स्वामीको पाकर सारी प्रजा 
कृतार्थ हो रही है । उन्हें न तो अकाल-मृत्युका कष्ट है 
और न रोग आदिका भय। आपकी विस्तृत कीर्ति 
सुनकर ब्रह्मादि देबताओंको बड़ी लज्जा होती है [क्योंकि 
आपके सुयशसे उनका यश फीका पड़ गया है] । इस 
प्रकार आपकी कीर्ति सर्वत्र फैलकर इस समय जगत्के 
सब लोगोंको पावन अना रही है। महाराज ! हम सभी 


» गुप्तचर धन्य हैं कि क्षण-क्षणमें आपकी मनोहर मुखका 
अवलोकन करते हैं। 


उन गुप्तचरोंके मुखसे इस तरहकी बातें सुनकर 


` श्रीरघुनाथजीने अन्तमें एक दूसरे दूतपर दृष्टि डाली; 
. उसके मुखकी आभा कुछ और ढंगकी हो रही थी। 


उन्होंने पूछा--'महामते ! तुम सच-सच बताओ। 


| लोगोंके मुखसे जो कुछ जैसा भी सुना हो, यहं 


ज्यो-का-त्यो सुना दो; अन्यथा तुम्हें पाप ूगेगा ।' 
गुप्तचरने कहा--स्वामिन्‌! राक्षसोंके वध 


‡ आदिसे सम्बन्ध रखनेवाली आपकी सभी कथाओंका 


सर्वत्र गान हो रहा है--केवल एक बातको छोड़कर । 


| आपकी धर्मपलीने जो राक्षसके घरमें कुछ कालतक 


निवास किया था, उसके सम्बन्धमें लोगॉका अच्छा भाव 


3. नहीं है। गत आधी रातकी बात है--एक धोबीने अपनी 


पल्लीको, जो दिनमें कुछ देरतक दूसरेके घरमें रहकर 
आयी थी, धिक्कारा और मारा । यह देखकर उसकी माता 
बोली--'बेटा ! यह बेचारी निरपराध है, इसे क्यों मारते 
हो ? तुम्हारी स्त्री है, रख लो; निन्दा न करो, मेरी बात 
मानो।' तब घोबी कहने लगा--'मैं राजा राम नहीं हूँ 
कि इसे रख लू । उन्होने राक्षसके घरमें रही हुई सीताको 
फिरसे अहण कर लिया, मैं ऐसा नहीं कर सकता । राजा 
समर्थ होता है, उसका किया हुआ सारा काम न्याययुक्त 
ही माना जाता है । दूसरे ल्मेग पुण्यात्मा हों, तो भी उनका 
कार्य अन्याययुक्त ही समझ लिया जाता है।' उसने 
आरंबार इस बातको दुहराया कि 'मैं राजा राम नहीं हूँ।' 


पातालखण्ड ] 


# गुप्तचरोंसे अपयादकी खात सुनकर सीताको वनमें छोड़ आनेका आदेश + 


५९७ 


उस समय मुझे बड़ा क्रोध हुआ, किन्तु सहसा आपका 
आदेश स्मरण हो आया [इसलिये मैं उसे दण्ड न दे 
सका); अब यदि आप आज्ञा दें तो मैं उसे मार गिराऊँ। 
यह बात न कहनेयोग्य और न्यायके विपरीत थी, तो भी 
मैंने आपके आग्रहसे कह डाली है। अब इस विषयमें 
महाराज ही निर्णायक हैं; जो उचित कर्तव्य हो, उसका 
विचार करें। 

गुप्तचरका यह वाक्य, जिसका एक-एक अक्षर 
महाभयानक वञ्जके समान मर्मपर आघात करनेवाला 
था, सुनकर श्रीरामचन्द्रजी बारम्बार उच्छ्वास खींचते हुए 
उन सब दूतोंसे बोले---'अब तुमलोग जाओ और 
भरतको मेरे पास भेज दो।' वे दूत दुःखी होकर तुरंत ही 
भरतजीके भवनमें गये और वहाँ उन्होने श्रीरामचन्द्रजीका 
संदेश कह सुनाया । श्रीरघुनाथजीका संदेश सुनकर 
बुद्धिमान्‌ भरतजी बड़ी उतावलीके साथ राजसभामें गये 
और बहाँ द्वारपालसे बोले--'मेरे भ्राता कृपानिधान 
शरीरामचन्द्रजी कहाँ हैं ?' द्वारपालने एक रलनिर्भित 
मनोहर गृहकी ओर संकेत किया। भरतजी वहाँ जा 
पहुँचे । श्रीरामचन्द्रजीको विकल देखकर 


बड़ा भय हुआ । उन्होंने महाराजसे कहा-- स्वामिन्‌! 
सुखसे आराधनाके योग्य आपका यह सुन्दर मुख इस 
समय नीचेकी ओर क्यों झुका हुआ हैं ? यह आँसुओंसे 
भोंगा कैसे दिखायी दे रहा हे ? मुझे इसका पूरा-पूरा 
यथार्थ कारण बताइये और आज्ञा दीजिये, मैं क्या 
करूँ ?' भाई भरतने जन गद्गद वाणीसे इस प्रकार 
कहा, तब धर्मात्मा श्रीरामचन्द्रजी बोले--'प्रिय बन्धु ! 
इस पृथ्वीपर उन्हीं मनुष्योंका जीवन उत्तम है, जिनके 
सुयशका विस्तार हो रहा हो! अपकीर्तिके मारे हुए 
मनुष्योंका जीवन तो मरे हुएके ही समान है। आज 
सम्पूर्ण संसारमें विस्तृत मेरी कीर्तिमयी गङ्गा कलुषित हो 
गयी। इस नगरमें रहनेवाले एक धोबीने आज 
जानकीजीके सम्बन्धको लेकर कुछ निन्दाकी बात कह 
डाली है; इसलिये भाई ! बताओ, अब मैं वया करूँ ? 
कया आज आपने शरीरको त्याग दूँ या अपनी धर्मपली 
जानकीका ही परित्याग कर दूँ? दोनोंके लिये मुझे क्या 
करना चाहिये, इस बातको ठीक-ठीक बताओ ।' 

भरतजीने पूछा--आर्य ! कौन है यह धोबी तथा 
इसने कौन-सी निन्दाकी बात कही है? 

तब श्रीरामचन्द्रजीने धोनोके मुँहसे निकली हुई 
सारी बातें, जो दूतके द्वारा सुनी थीं, महात्मा भरतसे कह 
सुनायीं । उन्हें सुनकर भरतने दु:ख और शोकमें पड़े हुए 
भाई श्रीरामसे कहा--'बीरोंद्रारा सुपूजित जानकीदेवी 
लङ्कामें अभि-परीक्षाद्वारा शुद्ध प्रमाणित हो चुकी हैं। 
ब्रह्माजीने भी इन्हें शुद्ध बतलाया है तथा पूज्य पिता 
स्वर्गीय महाराज दशरथजीने भी इस जातका समर्थन 


म किया है। यह सब होते हुए भी केवल एक धोबीके 


कहनेसे विश्ववन्दित सीताका परित्याग कैसे किया जा 
सकता है ? ब्रह्मादि देवताओंने भी आपकी कीर्तिका 


जे ६ गान किया है, चह इस समय सारे जगतको पवित्र कर 
| रही है। ऐसी पावन कीर्ति आज केवल एक धोबीके 


कहनेसे कलुषित या कलङ्कित कैसे हो जायगी ? भला, 
आप अपने इस कल्याणमय विश्रहका परित्याग क्यों 
करना चाहते हैं । आप ही हमारे दुःखोंको दूर करनेवाले 
हैं। आपके निना तो हम सब लोग आज ही मर जायैगे । 


॥ 


बनी हुई गहरी 


५१८ 


+ अर्चयस्व हृषीकेशं यदीच्छसि परे पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


महान्‌ अभ्युदयसे शोभा पानेवाली सीताजी तो आपके 
बिना क्षणभर भी जीवित नहीं रह सकतीं । इसलिये मेरा 
अनुरोध तो यही है कि आप पतिब्रता श्रीसीताके साथ 
रहकर इस विशाल राज्य-लक्ष्मीकी रक्षा कीजिये।' 
भरतके ये वचन सुनकर वक्ताओंमें श्रेष्ठ, परम 
धार्मिक श्रीरघुनाथजी इस प्रकार बोले--'भाई ! तुम जो 
कुछ कह रहे हो, वह धर्मसम्मत और युक्तियुक्त है। 


परन्तु इस समय मैं जो बात कह रहा हुँ, उसीको मेरी 
आज्ञा मानकर करो । मैं जानता हूँ मेरी सीता अभिद्वारा 
शुद्ध, पवित्र और ल्लेकपूजित है, तथापि मैं 
लोकापवादके कारण आज उसका त्याग करता हूँ। 
इसलिये तुम जनककिशोरीको घनमें ले जाकर छोड़ 
आओ।' श्रीरमका यह आदेश सुनते ही भरतजी 
मूर्च्छित होकर पृथ्वीपर गिर पड़े । 


= + = 
सीताका अपवाद करनेवाले धोळीके पूर्वजन्मका वृत्तान्त 


चात्स्यायनजीने पूछा--स्वामिन्‌ ! जिनकी उत्तम 
कीर्ति सम्पूर्ण जगत्को पवित्र करनेवाली है, उन्हीं 
जानकीदेबीके प्रति उस धोबीने निन्दायुक्त वचन क्‍यों 
कहे ? इसका रहस्य बतस्त्रइये । 

झेषजीने कहा--मिथिला नामकी महामपुरीमें 
महाराज जनक राज्य करते थे। उनका नाम था 
सीरध्वज । एक बार वे यज्ञके लिये पृथ्बो जोत रहे थे। 
उस समय चौड़े मुँहवाली सीता (फालके घैंसनेसे 


द्वारा एक कुमारी कन्याका 


रेखा) के 


प्रादुर्भाव हुआ, जो रतिसे भी बढ़कर सुन्दर थी। इससे 
राजाको बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने भुवनमोहिनी 
शोभासे सम्पन्न उस कन्याका नाम सीता रख दिया । परम 
सुन्दरी सीता एक दिन सखियोंके साथ उद्यानमें खेल रही 
थीं। वहाँ उन्हें शुक पक्षीका एक जोड़ा दिखायी दिया, 


कक 


जो बड़ा मनोरम था । वे दोनों प! ४ 
बैठकर इस प्रकार बोल रहे थे--'पृथ्बीपर श्रीराम 


नामसे प्रसिद्ध एक बड़े सुन्दर राजा होंगे। उनकी 


महारानी सीताके नामसे विख्यात होंगी। श्रीरामचन्द्रजी 


पात्तारूखण्ड ] 


* सीताका अपवाद करनेयाले धोबोके पूर्वजन्मका वृत्तान्त » 


५१९ 


बड़े बुद्धिमान्‌ और बलवान्‌ होंगे तथा समस्त राजाओको 
अपने वशमेँ रखते हुए सीताके साथ ग्यारह हजार 
वर्षोंतक राज्य करेंगे। धन्य हैं वे जानकीदेवी और धन्य 
हैं श्रीराम, जो एक-दूसरेको प्राप्त होकर इस पृथ्वीपर 
आनन्दपूर्वक विहार करेंगे।' 
तोतेके उस जोडेको ऐसी बातें करते देख सीताने 
सोचा कि “ये दोनों मेरे ही जीवनकी मनोहर कथा कह 
रहे हैं इन्हें पकड़कर सभी बातें पूछूँ।' ऐसा विचार कर 
उन्होंने अपनी सखियॉसे कहा, “यह पक्षियोंका जोड़ा 
बहुत सुन्दर है, तुमलोग चुपकेसे जाकर इसे पकड़ 
लाओ।' स़स्तियाँ उस पर्वतपर गयीं और दोनों सुन्दर 
पक्षियोंको पकड़ लायीं । लाकर उन्होंने सीताको अर्पण 
कर दिया । सीता उन पक्षियोंसे बोलीं--“तुम दोनों बड़े 
सुन्दर हो; देखो, डरना नहीं । बताओ, तुम कौन हो और 
कहाँसे आये हो ? राम कौन हैं ? और सीता कौन हैं ? 
तुम्हें उनकी जानकारी कैसे हुई ? इस सारी बातोंको 
जल्दी-जल्दी बताओ मेरी ओरसे तुम्हें भय नहीं होना 
चाहिये ।' सीताके इस प्रकार पूछनेपर दोनों पक्षी सब 
बातें बताने लगे--'देवि ! वाल्मीकि नामसे प्रसिद्ध एक 
बहुत बड़े महर्षि हैं, जो धर्मज्ञेमें श्रेष्ठ माने जाते हैं। हम 
दोनों उन्हींके आश्रममें रहते हैं । महर्षिने रामायण नामका 
एक ग्रन्थ बनाया है, जो सदा ही मनको प्रिय जान पड़ता 
है। उन्होंने शिष्योंको उस रामायणका अध्ययन कराया 
है। तथा प्रतिदिन वे सम्पूर्ण प्राणियोके हितमें संलग्न 
रहकर उस रामायणके पद्योंका चिन्तन किया करते हैं । 
रामायणका कलेवर बहुत बड़ा है। हमलोगोंने उसे 
पूरा-पूरा सुना है। बारम्बार उसका गान और पाठ 
सुनंनेसे हमें भी उसका अभ्यास हो गया है। राम और 
जानकी कौन हैं, इस बातको हम बताते हैं तथा इसकी 
भी सूचना देते हैं कि श्रीरामके साथ क्रीडा करनेवाली 
जानकीके विषयमें क्या-क्या बातें होनेबाली हैं; तुम 
ध्यान देकर सुनो । 'महर्षि ऋष्यशृङ्गके द्वारा कराये हुए 
पुत्रेष्टि-यज्ञके प्रभावसे भगवान्‌ विष्णु राम, लक्ष्मण, 
भरत और रुत्रुप्र--ये चार शरीर धारण करके प्रकट 
होंगे। देवाङ्गनाएँ भी उनकी उत्तम कथाका गान करेंगी । 


श्रीमान्‌ राम महर्षि विश्वामित्रके साथ भाई लक्ष्मणसहित 
'हाथमें धनुष लिये मिथिला पघारेंगे। उस समय वहाँ 
एक ऐसे धनुषको, जिसका धारण करना दूसरोंके लिये 
कठिन है, देखकर वे उसे तोड़ डालेंगे और अत्यन्त 
मनोहर रूपवाली जनककिशोरी सीताको अपनी धर्म- 
पल्लीके रूपमें ग्रहण करेंगे। फिर उन्हीके 'साथ 
श्रीरामचन्द्रजी अपने विशाल साम्राज्यका पालन करेंगे ।' 
ये तथा और भी बहुत-सी बातें वहाँ रहते समय हमारे 
सुननेमें आयी हैं। सुन्दरी ! हमने तुम्हें सब कुछ बता 
दिया। अब हम जाना चाहते हैं, हमें छोड़ दो।' 
कानोंको अत्यन्त मधुर प्रतीत होनेवाली पक्षियोंकी 
ये बातें सुनकर सीताने उन्हें मनमें धारण किया और पुनः 
उन दोनोंसे इस प्रकार पूछा- “राम कहाँ होंगे ? किसके 
पुत्र हैं और कैसे वे दूलह-वेषमें आकर जानकीको अहण 
करेंगे ? तथा मनुष्याबतारमें उनका श्रीविग्रह कैसा 
होगा ?' उनके प्रश्न सुनकर शुकी मन-ही-मन जान गयी 
कि ये ही सीता हैं । उन्हें पहचानकर वह सामने आ उनके 
चरणॉपर गिर पड़ी और बोली---'श्रीरामचन्द्रजीका मुख 
कमलकी कलीके समान सुन्दर होगा । नेत्र बड़े-बड़े 
तथा खिले हुए पङ्कजकी शोभाको धारण करनेवाले 
होंगे। नासिका ऊँची, पतली और मनोहारिणी होगी । 
दोनों भौहिं सुन्दर ढेगसे परस्पर मिली होनेके कारण 
मनोहर प्रतीत होंगी । भुजाएँ घुटनोंतक लटकी हुई एके 
मनको छुभानेवाली होंगी । गला शङ्खकै समान सुशोभित 
और छोटा होगा। वक्षःस्थल उत्तम, चौड़ा एवं 
ओभासम्पन्न होगा । उसमें श्रीवत्सका चिह्न होगा । सुन्दर 
जाँघों और कटिभागकी झोभासे युक्त उनके दोनों घुटने 
अत्यन्त निर्मल होंगे, जिनकी भक्तजन आराधना करेंगे । 
श्रीरघुनाथजीके चरणारविन्द भी परम झोभायुक्त होंगे; 
और समस्त भक्तजन उनकी सेवामें सदा संलग्न रहेंगै। 
श्रीरामचन्द्रजी ऐसा ही मनोहर रूप धारण करनेवाले हैं। 
मैं उनका क्या वर्णन कर सकती हूँ। जिसके सौ मुख हैं, 
वह भी उनके गुणोंका बखान नहीं कर सकता । फिर 
हमारे-जैसे पक्षीकी क्या निसात है। परम सुन्दर रूप 
धारण करनेनाली लावण्यमयी लक्ष्मी भी जिनकी झाँकी 


+ अर्चयस्व हृपीकेझ यदीच्छसि परं पदप्‌ + 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


करके मोहित हो गयी, उन्हें देखकर पृथ्वीपर दूसरी कौन 
स्त्रो है, जो मोहित न हो । उनका बळ और पराक्रम महान्‌ 
है। वे अत्यन्त मोहक रूप धारण करनेवाले हैं। मैं 
श्रीरामका कहाँतक वर्णन करूँ। वे सब प्रकारके 
ऐश्वर्यमथ गुणोंसे युक्त हैं। परम मनोहर रूप धारण 
करनेवाली बे जानकीदेवी धन्य हैं, जो श्रोरघुनाथजीके 
साथ हजारों वर्षांतक प्रसन्नतापूर्वक विहार करेंगी । परन्तु 
सुन्दरी ! तुम कौन हो ? तुम्हारा नाम क्या है, जो इतनी 
चतुरता और आदरके साथ श्रीरामचन्द्रजीके गुणोंका 
कीर्तन सुननेके लिये प्रश्न कर रही हो ।' 
पक्षियोंकी ये बातें सुनकर जनककुमारी सीता अपने 
जन्मकी ललित एवे मनोहर चर्चा करती हुई बोलीं-- 
“जिसे तुमलोग जानकी कह रहे हो, वह जनककी पुत्री मैं 
ही हूँ। मेरे मनको लुभानेवाले श्रीराम जब यहाँ आकर 
मुझे स्वीकार करेंगे, तभी मैं तुम दोनोंको छोडूंगी, अन्यथा 
नहीं; क्योंकि तुमने अपने वचनोंसे मेरे मनमें लोभ उत्पन्न 
कर दिया है। अब तुम इच्छानुसार खेल करते हुए मेरे 
घरपें सुखसे रहो और मीठे-मीठे पदार्थ भोजन करो ।' यह 
सुनकर सुग्गीने जानकीसे कहा--'साध्बी ! हम वनके 
पक्षी हैं, पेड़ोंपर रहते हैं और सर्वत्र विचरा करते हैं। हमें 
तुम्हारे घरमें सुख नहीं मिलेगा। मैं गर्भिणी हूँ, अपने 
स्थानपर जाकर बच्चे पैदा करूँगी । उसके बाद फिर तुम्हारे 
यहाँ आ जाऊँगी ।' उसके ऐसा कहनेपर भी सीताने उसे 
न छोड़ा । तब उसके पतिने विनीत वाणीमें उत्कण्ठित 
होकर कहा--'सीता ! मेरी सुन्दरी भार्याको छोड़ दो। 
इसे क्यो रख रही हो। शोभने ! यह गर्भिणी है, सदा मेरे 
मनमें बसी रहती है । जब यह बच्चोको जन्म दे लेगी, तब 
इसे लेकर फिर तुम्हारे पास आ जाऊँगा ।' तोतेके ऐसा 
कहनेपर जानकीने कहा--'महामते ! तुम आरामसे जा 
सकते हो, मगर तुम्हारी यह भार्या मेरा प्रिय करनेवाली 
है। मैं इसे अपने पास बड़े सुखसे रखूँगी ।' 
यह सुनकर पक्षी दुःखी हो गया । उसने करुणायुक्त 
वाणीमें कहा--'योगील्त्रेग जो बात कहते है, वह सत्य 
ही है--किसीसे कुछ न कहे, मौन होकर रहे, नहीं तो 


उन्मत्त प्राणी अपने वचनरूपी दोषके कारण ही बन्धनमें 
पड़ता है। यदि हम इस पर्वतके ऊपर बैठकर वार्तालाप 
न करते होते तो हमारे लिये यह बन्धन कैसे प्राप्त होता। 
इसलिये मौन ही रहना चाहिये ।' इतना कहकर पक्षी पुनः 
बोला- “सुन्दरी ! में अपनी इस भार्याके बिना जीवित 
नहीं रह सकता, इसलिये इसे छोड़ दो। सीता ! तुम 
बड़ी अच्छी हो [मेरी प्रार्थना मान लो] ।' इस तरह नाना 
अ्रकारकी बातें कहकर उसने समझाया, किन्तु सीताने 
उसकी पलीको नहीं छोड़ा, तब उसकी भार्याने क्रोध और 
दुःखसे आकुल होकर जानकीको झाप दिया-- 'अरी ! 
जिस. प्रकार तू मुझे इस समय अपने पतिसे बिलग कर 
रही है, वैसे ही तुझे स्वयं भी गर्भिणीकी अवस्थामें 
श्रीरामसे अलग होना पडेगा ।' यों कहकर पति- 
वियोगके शोकसे उसके प्राण निकल गये। उसने 
श्रीसमचन्द्रजीका स्मरण तथा पुनः-पुनः राम-नामका 
उच्चारण करते हुए प्राण त्याग किया था, इसलिये उसे ले 
जानेके लिये एक सुन्दर विमान आया और बह पक्षिणी 
उसपर बैठकर भगवानूके धामको चली गयी। 

भार्याकी मृत्यु हो जानेपर पक्षी शोकसे आतुर 
होकर बोला--'मैं मनुष्योंसे भरी हुई श्रीरामकी नगरी 
अयोध्यामें जन्म छूँगा तथा मेरे ही वाक्यसै उड्ेगमें 
'पड़कर इसे पतिके वियोगका भारी दुःख उठाना पड़ेगा ।' 
यह कहकर वह चला गया। क्रोध और सीताजीका 
अपमान करनेके कारण उसका धोबीकी योनिमें जन्म 
हुआ। जो बड़े लोगोंकी बुराई करते हुए क्रोधपूर्वक 
अपने प्राणोंका परित्याग करता है, वह द्विजोमें श्रेष्ठ ही 
क्यों न हो, मरनेके बाद नीच-योनिमें उत्पन्न होता है। 
यही बात उस तोतेके लिये भी हुई। उस घोबीके 
कथनसे ही सीताजी निन्दित हुई और उन्हें पतिसे वियुक्त 
होना पड़ा। घोबीके रूपमें उत्पन्न हुए उस तोतेका शाप 
ही सीताका पतिसे विछोह करानेमें कारण हुआ और 
इसीसे वे चनमें गयीं । विप्रबर ! विदेहनन्दिनी सीताके 
सम्बन्धमें तुमने जो बात पूछी थी बह कह दी । अब फिर 
आगेका वृत्तान्त कहता हूँ, सुनो । 


A पुर लाला 


पातालखण्ड ]» सीताजीके त्यागकी बातसे झातरुन्रको मूर्च्छा; वाल्मीकिके आअमपर रूख-कुदाका जन्म » 


५२२१ 


22090९०००००००७००००००९०००००००७०५०७-००७०७७००-०००५१:३०००००००७००-०७०००००००००७%-०३:००-०७०२५०००००००-१%०९:३९:९:७०-०५०-५७७५७००७०:०.. 


सीताजीके त्यागकी बातसे शत्रुघ्लकी भी मूर्च्छा, लक्ष्मणका दुःखित चित्तसे सीताको 
जंगलमें छोड़ना और वाल्मीकिके आश्रमपर लव-कुशका जन्म एवं अध्ययन 


डोषजी कहते हैं--मुने ! भरतको मूर्च्छित देख 
श्रीरघुनाथजीको बड़ा दुःख हुआ, उन्होंने द्वारपालसे 
कहा--'शम्रुघ्रको शीघ्र मेरे पास बुला लाओ ।' आज्ञा 
पाकर वह क्षणभरमें शत्रुघ्वको बुला लाया। आते ही 
उन्होंने भरतको अचेत और श्रीरघुनाथजीको दुःखी देखा; 
इससे उन्हें भी बड़ा दुःख हुआ और बे श्रीरामचन्द्रजीको 
प्रणाम करके बोले--'आर्य ! यह कैसा दारुण दृश्य 
है ?' तब श्रीरामने घोबीके मुखसे निकला हुआ वह 
लोकनिन्दित वचन कह सुनाया तथा जानकीको 
त्यागनेका विचार भी प्रकट किया । 
तब न्रुघ्ने कहा--स्वामिन्‌! आप 
जानकीजीके प्रति यह कैसी कठोर बात कह रहे हैं! 
भगवान्‌ सूर्यका उदय सारे संसारको प्रकाश पहुँचानेके 
लिये होता है; किन्तु उल्छुओको ये पसंद नहीं आते, 
इससे जगतूकी क्या हानि होती है ? इसलिये आप भी 
सीताको स्वीकार करें, उनका त्याग न करें; क्‍योंकि वे 
सती-साध्वी रू हैं। आप कृपा करके मेरी यह बात 
मान लीजिये । 
महात्मा शत्रुघ्वकी यह बात सुनकर श्रीरामचन्द्रजी 
बारम्बार वही (सीताके त्यागकी) बात दुहराने लगे, जो 
एक बार भरतसे कह चुके थे । भाईकी वह कठोर बात 
सुनते ही शत्रुघ्न दुःखके अगाध जलमें डूब गये और 
जड़से करे हुए वृक्षकी भांति मूर्च्छित होकर पृथ्वीपर गिर 
पडे । भाई इात्रुधको भी अचेत होकर गिरा देख 
श्रीरामचन्द्रजीको बहुत दुःख हुआ और वे द्वारपालसे 
बोले--'जाओ, लक्ष्मणको मेरे पास चुला लाओ ।' 
द्वारपालने लक्ष्मणजीके महलमें जाकर उनसे इस प्रकार 
निबेदन किया--'स्वामिन्‌ ! श्रीरघुनाथजी आपको याद 
कर रहे हैं।' श्रीरामका आदेश सुनकर वे शीघ्र उनके 
पास गये। वहाँ भरत और शत्रुघ्नको मूर्च्छित तथा 
औरामचन्द्रजीको दुःखसे व्याकुल देखकर लक्ष्मण भी 
दुःखी हो गये । चे श्रीरघुनाथजीसे बोले--'राजन्‌ ! यह 


मूर्च्छा आदिका दारुण दृश्य कैसे दिखायी दे रहा है ? 
इसका सब कारण मुझे शीघ्र बताइये ।' 

उनके ऐसा कहनेपर महाराज श्रीरुमने लक्ष्मणको 
वह सारा दुःखमय वृत्तान्त आरम्भसे ही कह सुनाया। 
सीताके परित्यागसे सम्बन्ध रखनेवाली बात सुनकर वे 
बारम्बार उच्छ्वास खींचते हुए सन्न हो गये । उन्हें कुछ 
भी उत्तर देते न देख श्रीरामचन्द्रजी शोकसे पीड़ित होकर 
बोले--'मैं अपयशसे कलङ्कित हो इस पृथ्वीपर रहकर 
क्या करूँगा । मेरे बुद्धिमान्‌ भ्राता सदा मेरी आशाका 
पालन करते थे, किन्तु इस समय दुर्भाग्यनश ने भी मेरे 
प्रतिकूल बातें करते हैं। कहाँ जाऊँ ? कैसे करू ? 
पृथ्वीके सभी राजा मेरी हँसी डड़ायेंगे ।' श्रीरामको ऐसी 
बातें करते देख लक्ष्मणने आँसू रोककर व्यथित स्वरमें 
कहा--'स्वामिन्‌ ! विषाद न कीजिये। मैं अभी उस 
घोबीको बुलाकर पूछता हूँ, संसारकी सभी स्लियोम श्रेष्ठ 
जानकीजीकी निन्दा उसने कैसे की है? आपके राज्यमें 
किसी खेटे-से-छोरे मनुष्यको भी बलपूर्वक कष्ट नहीँ 
पहुँचाया जाता । अतः उसके मनमें जिस तरह अतीति हो, 
जैसे वह संतुष्ट रहे, वैसा ही उसके साथ बर्ताव कीजिये 
[परंतु एक बार उससे पूछना आवश्यक है] । 
जनककुमारी सीता मनसे अथवा चाणीसे भी आपके 
सिवा दूसरेको नहीं जानती; अतः उन्हें तो आप स्वीकार 
ही करें, उनका त्याग न करें। मेरै ऊपर कृपा करके मेरी 
नात मानें ।' 

ऐसा कहते हुए लक्ष्मणसे श्रीरामने शोकातुर होकर 
कहा--'भाई ! मैं जानता हूँ सीता निष्पाप है; तो भी 
ख्रेकापवादके कारण उसका त्याग करूँगा । लोकापवादसे 
निन्दित हो जानेपर मैं अपने शरीरको भी त्याग सकता हुँ; 
फिर घर, पुत्र, मित्र तथा उत्तम वैभव आदि दूसरी-दूसरी 
अस्तुओंकी तो बात ही क्या है। इस समय धोबीको 
बुलाकर पूछनेकी आवश्यकता नहीं है। समय आनेपर 
सब कुछ अपने-आप हो जायगा; लोगोंके चित्तमें 


५२२ 


* अर्चयस्व हषीकेशे यदीच्छसि यरं पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


सीताके प्रति स्वयं ही प्रतीति हो जायगी । जैसे कचा 
घाव चिकित्साके योग्य नहीं होता, समयानुसार जब वह 
पक जाता है तभी दवासे नष्ट होता है, उसी प्रकार 
समयसे ही इस कलङ्कका मार्जन होगा । इस समय मेरी 
आज्ञाका उल्लङ्कन न करो | पतित्रता सीताको जंगलमें 
छोड़ आओ ।' यह आदेश सुनकर लक्ष्मण एक क्षणतक 
शोकाकुल हो दुःखमें डूबे रहे, फिर मन-ही-मन विचार 
किया--“परशुरामजीने पिताकी आज्ञासे अपनी माताका 
भी वध कर डाला था; इससे जान पड़ता है, गुरुजनोंकी 
आज्ञा उचित हो या अनुचित, उसका कभी उल्लङ्घन 
नहीं करना चाहिये । अतः श्रीरामचन्द्रजीका प्रिय करनेके 
लिये मुझे सीताका त्याग करना ही पड़ेगा ।' 
यह सोचकर लक्ष्मण आपने भाई श्रीरघुनाथजीसे 
बोले--'सुब्रत ! गुरुजनोंके कहनेसे नहीं करनेयोग्य 
कार्य भी कर लेना चाहिये, किन्तु उनकी आज्ञाका 
उल्लङ्खन कदापि उचित नहीं है । इसलिये आप जो कुछ 
कहते हैं, उस आदेशका मैं पालन करूँगा ।' लक्ष्मणके 
मुखसे ऐसी बात सुनकर श्रीरघुनाथजीने उनसे कहा--- 
"बहुत अच्छा; बहुत अच्छा; महामते ! तुमने मेरे 


चित्तको संतुष्ट कर दिया । अभी-अभी रातमें जानकीने 
तापसी ख्ियोंके दर्शनकी इच्छा प्रकट की थी, इसीलिये 
रथपर बिठाकर जंगलमें छोड़ आओ ।' फिर सुमन्त्रको 
बुलाकर उन्होंने कहा--'मेरा रथ अच्छे-अच्छे घोड़ों 
और वस्त्रोंसे सजाकर तैयार करो ।' श्रीरघुनाथजीका 
आदेश सुनकर वे उनका उत्तम रथ तैयार करके ले 
आये । रथको आया देख भ्रातृ-भक्त लक्ष्मण उसपर 
सवार हुए और जानकीजीके महलकी ओर चले। 
अन्तःपुरमें पहुँचकर खे मिथिलेदाकुमारी सीतासे 
बोले--'माता जानकी ! श्रीरघुनाथजीने मुझे आपके 
महरूमें भेजा है! आप तापसी स्त्रियोंके दर्शनके लिये 
बनमें चलिये ।' 

जानकी बोल्ली -- श्रीरघुनाथजीके चरणोंका 
चिन्तन करनेवाली यह महारानी मैथिली आज धन्य हो 
गयी, जिसका मनोरथ पूर्ण करनेके लिये स्वामीने 
लक्ष्मणको भेजा है ! आज मैं बनमें रहनेवाली सुन्दरी 
'तपस्विनियोंको, जो पतिको ही देवता मानती हैं, 
मस्तक झुकाङँगी और वस्त्र आदि अर्पण करके उनकी 
पूजा करूँगी। 

ऐसा कहकर उन्होने सुन्दर-सुन्दर वस्त्र, बहुमूल्य 
आभूषण, नाना प्रकारके रत्न, उज्ज्वल मोती, कपूर आदि 
सुगन्धित पदार्थ तथा चन्दन आदि सहस्रो प्रकारकी 


| “विचित्र वस्तुएँ. साथ ले लीं। ये सारी चीजें दासियोंके 


हाथों उठवाकर वे लक्ष्मणकी ओर चलीं। अभी घरका 


॥ चौकठ भी नहीं लाँघने पायी थीं कि लड़खड़ाकर गिर 


पड़ीं। यह एक अपशकुन था; परन्तु वनमें जानेकी 
उत्कण्ठाके कारण सीताजीने इसपर विचार नहीं किया। 


बे अपना प्रिय कार्य करनेवाले देवरसे बोलौं--'बत्स ! 


कहाँ बह रथ है, जिसपर मुझे ले चलोगे ?' लक्ष्मणने 
सुबर्णमय रथकी ओर संकेत किया और जानकीजीके 
साथ उसपर बैठकर सुमन्त्रसे बोले--'चलाओ 
घोड़ोंको ।' इसी समय सीताका दाहिना नेत्र फडक उठा, 
जो भावी दुःखकी सूचना देनेवाला था। साथ ही 
पुण्यमय पक्षी विपरीत दिशासे होकर जाने लगे । यह 
सब देखकर जानकीने देवरसे कहा--'वत्स ! मैं तो 


पातालखण्ड ]« सीताजीके त्यागकी बातसे झत्रुघ्नकी मूर्च्छा; वाल्मीकिके आश्रमपर लव-कुशका जन्म » 


तपस्विनियोंके दर्शनकी इच्छासे यात्रा करना चाहती हूँ, 


फिर ये दुःख देनेवाले अपशकुन कैसे हो रहे हैं! 
श्रीरामका, भरतका तथा तुम्हारे छोटे भाई शत्रुघ्रका 
कल्याण हो, उनकी प्रजामें सर्वत्र शान्ति रहे, कहीं कोई 
विष्ठव या उपद्रव न हो।' 
जानकीजीको ऐसी बातें करते देख लक्ष्मण कुछ 
बोळ न सके, आँसुओंसे उनका गला भर आया। इसी 
अकार आगे जाकर सीताजीने फिर देखा, बहुत-से मृग 
बायीं ओरसे घूमकर निकले जा रहे है । वे भारी दुःखकी 
सूचना देनेवाले थे। उन्हें देखकर जानकीजी कहने 
लगी--'आज ये मृग जो मेरी बायी ओरसे निकल रहे 
हैं, सो ठीक ही है; श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंको छोड़कर 
अन्यत्र जानेवाली सीताके लिये ऐसा होना उचित ही है। 
भारियोंका सबसे बड़ा धर्म है--अपने स्वामीके चरणोंका 
पूजन, उसीको छोड़कर मैं अन्यत्र जा रही हूँ; अतः मेरे 
लिये जो दण्ड मिले, उचित ही है ।' इस प्रकार मार्गमें 
पारमार्थिक विचार करती हुई देनी जानकीने गङ्गाजीको 
देखा, जिनके तटपर मुनियोका समुदाय निवास करता 
है। जिनके जलकणोंका स्पर्श होते ही शशि-राशि 


महापातक पलायन कर जाते हैं-उन्हें वहाँ चारों ओर 
अपने रहने योग्य कोई स्थान नहीं दिखायी देता । गङ्गाके 
किनारे पहुँचकर लक्ष्मणजीने रथपर बैठी हुई सीताजीसे 
आँसू नहाते हुए कहा--'भाभी ! चलो, रूहरोंसे भरी 


र हुई गङ्गाको पार करो ।' सीताजी देवरकी बात सुनकर 


तुरंत रथसे उतर गयीं। 


तदनन्तर, नावसे गङ्गाके पार होकर लक्ष्मणजी 
जानकीजीको साथ लिये वनमें चले । वे श्रीरामचन्द्रजीकी 


आज्ञाका पालन करनेमें कुशल थे; अतः सीताको 
अत्यन्त भयंकर एवं दुःखदायी जेगलमें ले गये--जहाँ 
बबूल, खैरा और धव आदिके महाभयानक वृक्ष थे, जो 
दावानलसे दग्ध होनेके कारण सूख गये थे । ऐसा जंगल 
देखकर सीता भयके कारण बहुत चिन्तित हुई । काँटॉसे 
उनके कोमल चरणोंमें घाव हो गये। वे लक्ष्मणसे 


बोलीं--- 'चीरवर ! यहाँ अच्छे-अच्छे ऋषि-मुनियोके 
रहने योग्य आश्रम मुझे नहीं दिखायी देते, जो नेतरोंको 
सुख प्रदान करनेवाले हैं तथा महर्षियोंकी तपस्विनी 
र्त्रियॉके भी दर्शन नहीं होते। यहाँ तो केवळ भयंकर 
पक्षी, सूखे वृक्ष और दावानलसे सब ओर जलता हुआ 


५२४ 


* अर्चयस्व हषीकेश यदीच्छसि परं पदम्‌ = 


[ संक्षिप्त परापुराण 


यह बन ही दृष्टिगोचर हो रहा है। इसके सिवा, मैं तुमको 
भी किसी भारी दुःखसे आतुर देखती हूँ । तुम्हारी आँखें 
आँसुऑसे भरी हैं, इनसे व्याकुलताके भाव प्रकट होते हैं; 
और मुझे भी पग-पगपर हजारों अपशकुन दिखायी देते 
हैं। सच बताओ, क्या बात है ?' 
सीताजीके इतना कहनेपर भी लक्ष्मणजीके मुखसे 
कोई भी बात नहीं निकली, वे चुपचाप उनकी ओर देखते 
हुए खड़े रहे। तब जानकीजीने बारम्बार प्रश्न करके उनसे 
उत्तर देनेके लिये बड़ा आग्रह किया । उनके आग्रहपूर्वक 
पूछनेपर लक्ष्मणजीका गला भर आया। उन्होंने शोक 
प्रकट करते हुए सीताजीको उनके परित्यागकी बात 
'बतायी । मुनिवर ! वह वज्रके तुल्य कठोर वचन सुनकर 
सीताजी जड़से कटी हुई रूताकी भाँति पृथ्वीपर गिर पड़ीं । 
विदेहकुमारीको पृथ्वीपर पड़ी देख लक्ष्मणजीने पल्लवॉसे 
हवा करके उन्हें सचेत किया । होशमें आनेपर जानकीजीने 
कहा--“देवर ! मुझसे परिहास न करो । मैंने कोई पाप 
नहीं किया है, फिर श्रीरघुनाथजी मुझे कैसे छोड़ देंगे । वे 
परम बुद्धिमान्‌ और महापुरुष हैं, मेरा त्याग कैसे कर 
सकते हैं । चे जानते है मैं निष्पाप हूँ; फिर भी एक घोबीके 
कहनेसे मुझे छोड़ देंगे ? [ऐसी आशा नहीं है।]” इतना 
'कहते-कहते वे फिर बेहोश हो गयीं। इस बार उन्हें 
मूर्च्छित देख लक्ष्मणजी फूट-फूटकर रोने लगे । जब पुनः 
उनको चेत हुआ, तब ललक्ष्मणजीको दुःखसे आतुर और 
रुद्धकण्ठ देखकर वे बहुत दुःखी हुई और बोलीं-- 
“सुमित्रानन्दन ! जाओ, तुम धर्मके स्वरूप और यशके 
सागर श्रीरामचन्द्रजीसे तपोनिधि वसिष्ठ मुनिके सामने ही 
मेरी एक बात पूछना--“नाथ ! यह जानते हुए भी कि 
सीता निष्पाप है, जो आपने मुझे त्याग दिया है, यह बर्ताव 
आपके कुलके अनुरूप हुआ है या शास्त्र-ज्ञानका फल 
है ? मैं सदा आपके चरणोंमें ही अनुराग रखती हूँ; तो भी 
जो आपके द्वारा मेरा त्याग हुआ है, इसमें आपका कोई 
दोष नहीं है । यह सब मेरे भाग्य-दोषसे हुआ है, इसमें मेरा 
प्रारन्ध ही कारण है ! वीरवर ! आपका सदा और सर्वत्र 
कल्याण हो । मैं इस बनमें आपका ही स्मरण करती हुई 
आपा धारण करूँगी। मन, वाणी और क्रियाके द्वारा 
एकमात्र आप ही मेरे सर्वोत्तम आराध्यदेव है । रघुनन्दन ! 


आपके सिवा और सब कुछ मैंने अपने मनसे तुच्छ 
समझा है । महेश्वर ! प्रत्येक जन्ममें आप ही मेरे पति हों 
और मैं आपके ही चरणोंके चिन्तनसे अपने अनेकों 
पापोंका नाश कर आपकी सती-साध्वी पल्ली ननी 
रहूँ---यही मेरी प्रार्थना है ।' 

“लक्ष्मण ! मेरी सासुओंसे भी यह संदेश 
कहना-- 'माताओ ! अनेकों जन्तुओंसे भरे हुए इस घोर 
जंगलमें मैं आप सब लोगेकि चरणोंका स्मरण करती हूँ। 
मैं गर्भवती हूँ, तो भी महात्मा रामने मुझे इस वनमे त्याग 
दिया है।' 'सौमित्रे ! अब तुम मेरी बात खुनो-- 
श्रीरघुनाथजीका कल्याण हो । मैं अभी प्राण त्याग देती, 
किन्तु विवश हूँ; अपने गर्भमें श्रीरामचन्द्रजीके तेजकी रक्षा 
कर रही हूँ। तुम जो उनके वचनोंको पूर्ण करते हो, सो 
ठीक ही है; इससे तुम्हारा कल्याण होगा । तुम श्रीरामके 
चरणकमलोंके सेवक और उनके अधीन हो, अतः तुम्हें 

ऐसा ही करना उचित है। अच्छा, अब श्रीरामचन्द्रजीके 
समीप जाओ; तुम्हारे मार्ग मङ्गलमय हों । मुझपर कृपा 
करके कभी-कभी मेरी याद करते रहना ।'' 


टी! 


अचेत हो पृथ्वीपर गिर 


पातालखण्ड ]+ सीताजीके त्यागको बातसे झत्रुप्रकी मूर्छछा; याल्यीकिके आश्रमपर छूव-कुझका जम्प + 


लिये मन्द-मन्द वायु चलने लगी तथा हाथी भी अपनी 
सूँडोमे जल लिये सब ओरसे वहाँ आकर खड़े हो गये, 


अग्रभागसे पेखा झलने लगे । जब होशभें आयी, तब 
उन्हें प्रणाम करके वे बोले--'देवि ! अब मैं श्रीरामके 
पास जाता हूँ, वहाँ जाकर मैं आपका सब संदेश 
कहूँंगा । आपके समीप ही महर्षि वाल्मीकिका बहुत घडा 
आश्रम है।' यों कहकर लक्ष्मणने उनकी परिक्रमा की 
और दुःखमप्र हो आँसू बहाते हुए ये महाराज श्रीरामके 
पास चल दिये। जानकीजीने जाते हुए देवरकी ओर 
विस्मित दृष्टिसे देखा। वे सोचने लगो--'महाभाग 


प्रस्त 


लक्ष्मण मेरे देवर हैं, शायद परिहास करते हों; भला, 
श्रीरघुनाथजी अपने प्राणोंसे भी अधिक प्रिय मुझ 
पापरहित पल्लीको कैसे त्याग सकते हैं।' यही विचार 
करती हुई वे निर्निमेष नेत्रोंसे उनकी ओर देखती रहीं; 
किन्तु जब वे गङ्गाके उस पार चले गये, तब उन्हें सर्वथा 
विश्वास हो गया कि सचमुच ही मैं त्याग दी गयी । अब 
मेरे प्राण बचेंगे या नहीं, इस संशयमेँ पड़कर वे पृथ्वीपर 
गिर पड़ीं और तत्काल उन्हें मूर्च्छने आ दबाया । 

उस समय हंस अपने पंखोंसे जल लाकर सीताके 
झारीरपर सब ओरसे छिड़कने लगे । फूलोंकी सुगन्ध 


र मानो धूलिसे भरे हुए सीताके शरीरको धोनेके लिये 
मे हों। इसी समय सती सीता होशमें आयीं और बारम्बार 
4 राम-रामकी रट लगाती हुई बड़े दुःखसे विलाप करते 
4 लगी--'हा राम ! हा दौनबन्धो !! हा करुणानिधे !!! 
य बिना अपराधके ही क्यों मुझे इस वनमें त्याग रहे हो।' 


आये 


इस प्रकारकी बहुत-सी बातें कहती हुई वे बार-बार 
बिलाप करती और इधर-उधर देखती हुई रह-रहकर 
मूर्च्छित हो जाती थीं। उस समय भगवान्‌ वाल्मीकि 
शिष्योके साथ वनमें गये थे। वहाँ उन्हें करुणाजनक 
स्वरमें विलाप और रोदन सुनायी पड़ा। वे शिष्योंसे 
बोले--“बनके भीतर जाकर देखो तो सही, इस महाघोर 
जंगलमें कौन रो रहा है ? उसका स्वर दुःखसे पूर्ण जान 
पड़ता है।' मुनिके भेजनेसे वे उस स्थानपर गये, जहाँ 
जानकी राम-रामकी पुकार मचाती हुई आँसुओंमें डूब 
रही थीं । उन्हें देखकर वे शिष्य उत्कण्ठावश वाल्मीकि 
मुनिके पास लौट गये । उनकी बातें सुनकर मुनि स्वये ही 
उस स्थानपर गये ! पतिव्रता जानकीने देखा एक महर्षि 


५२६ 


* अर्चयस्व हवीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


आ रहे हैं, जो तपस्याके पुञ्ज जान पड़ते हैं। उन्हें देख 
सीताजीने हाथ जोड़कर कहा--ब्रतके सागर और 
बेदोंके साक्षात्‌ स्वरूप महर्षिको नमस्कार है।' उनके 


हुए कहा-- बेटी ! तुम अपने पतिके साथ चिरकाल- 
तक जीवित रहो । तुम्हें दो सुन्दर पुत्र प्राप्त हों । बताओ, 
तुम कौन हो ? इस भयङ्कर वनमें क्यों आयी हो तथा 
क्‍यों ऐसी हो रही हो? सब कुछ बताओ, जिससे मैं 
तुम्हारे दुःखका कारण जान सकूँ ।' तब श्रीरघुनाथजीकी 
पत्नी सीताजी एक दीर्घ निःश्वास ले कापती हुई 
करुणामयी वाणौमें बोलीं--'महर्षे ! मुझे श्रीरधुनाथजीकी 
सेविका समझिये! मैं बिना अपराधके ही त्याग दी 
गयी हूँ। इसका कारण क्या है, यह मैं बिलकुल नहीं 
जानती! श्रीरामचन्त्रजीकी आज्ञासे लक्ष्मण मुझे यहाँ 
छोड़ गये हैं।' 
बाल्मीकिजी बोले--विदेहकुमारी ! मुझे अपने 
पिताका गुरु समझो, मेरा नाम वाल्मीकि है। आब तुम 
दुःख न करो, मेरे आश्रमपर आओ | पतित्रते ! तुम यही 


जानो कि दूसरे स्थानपर बना हुआ मेरे पिताका ही 
यह घर हे। 

सती सीताका मुख शोकके आँसुओसे भीगा था। 
मुनिका सान्त्वनापूर्ण बचन सुनकर उन्हें कुछ सुख 
मिला । उनके नेत्रोंमें इस समय भो दुःखके आँसू छलक 
रहे थे। वाल्मीकिजी उन्हें आश्वासन देकर तापसौ 
खियोंसे भरे हुए अपने पवित्र आश्रमपर ले गये । सीता 
महर्षिके पीछे-पीछे गयीं और वे मुनिसमुदायसे भरे हुए 
अपने आश्रमपर पहुँचकर तापसियोंसे बोले--'अपने 


आश्रमपर जानकी आयी हैं [उनका स्वागत करो] । 
महामना सीताने सब तपस्तिनियोंको प्रणाम किया और 
उन्होंने भी प्रसन्न होकर उन्हें छातीसे लगाया । तपोनिधि 
चाल्मीकिने अपने शिष्योंसे कहा--'तुम जानकीके लिये 
एक सुन्दर पर्णशाला तैयार करो £ आज्ञा पाकर उन्होंने 
पत्तों और लकड़ियोंके द्वारा एक सुन्दर कुटी निर्माण की । 
पतिव्रता जानकी उसीमें निवास करने लगों। वे 
वाल्मीकि मुनिकी टहल बजाती हुई फलाहार करके 
रहती थीं तथा मन और वाणीसे निरन्तर णम-मन्त्रका 


पातालखण्ड ]« सीताजीके त्यागको खातसे शन्नुप्रकी मूच्छ; बाल्मोकिके आश्रमपर लव-कुशका जन्म + ५२७ 


जप करती हुई दिन व्यतीत करती थीं, समय आनेपर रूप बड़ा ही मनोहर था । सीता उन्हें कन्द, मूल और 
उन्होंने दो सुन्दर पुत्रोको जन्म दिया, जो आकृतिमें फल खिलाकर पुष्ट करने लगीं। वे दोनों परम सुन्दर 


र्र स सस और अपनी रूप-माधुरीसे उन्मत्त बना देनेवाले थे। 
20) RS 


शुक्क-पक्षकी प्रतिपदाके चन्द्रमाकी भाँति मनको 
॥ मोहनेवाले दोनों कुमारोंका समयानुसार उपनयन-संस्कार 
हुआ, इससे उनकी भनोहरता और भी बढ़ गयी । महर्षि 
बाल्मीकिने उपनयनके पश्चात्‌ उन्हें अङ्गॉंसहित वेद और 
रहस्यॉसहित धनुर्वेदका अध्ययन कराया । उसके नाद 
| स्वरचित रामायण-काव्य भी पढ़ाया । उन्होंने भी उन 
'| बालकोंको सुवर्णभूषित धनुष प्रदान किये, जो अभेद्य 
)॥| और श्रेष्ठ थे। जिनकी प्रत्यञ्चा बहुत ही उत्तम थी तथा 
| जो शत्रु-समुदायके लिये अत्यन्त भयंकर थे। धनुषके 
| साथ ही बाणोंसे भरे दो अक्षय तरकश, दो खड्ग तथा 
|) | बहुत-सी अभेद्य ढालें भी उन्होंने जानकीकुमारोंको 
| अर्पण किये। घनुर्वेदके पारगामी होकर वे दोनों बालक 
धनुष धारण किये बड़ी प्रसन्नताके साथ आश्रममें विचर 
4 करते थे। उस समय सुन्दर अश्विनीकुमारोंकी भाँति 
धि. "रट... पट: | उनकी बडी शोभा होती थी। जानकीजी ढाल-तलवार 
श्रीरामचन्द्रजीक समान तथा अश्विनीकुमारोंकी भाँति धारण किये अपने दोनों सुन्दर कुमारोंको देख-देखकर 
मनोहर थे। जानकीके पुत्र होनेका समाचार सुनकर be हा Fy Se नम 
मुनिको बड़ी प्रसन्नता हुई। वे मन्त्रवेत्ताओमें श्रेष्ठ थे, ३ कनी (9९) 
अतः उन बालकोंके जातकर्म आदि संस्कार उन्होंने ही 
सम्पन्न किये। महर्षि वाल्मीकिने उन बालकोंके 
संस्कार-सम्बन्धी सभी कर्म कुशों और उनके लवो |. 
(डुकड़ों) द्वारा ही किये थे; अतः उन्हीके नामपर उन 2 | 
दोनोंका नाम क्रमशः कुश और लव रखा । जिस समय 
उन शुद्धात्मा महर्षिने पुत्रॉका मङ्गल-कार्य सम्पन्न किया, 9) 
उस समय सीताजीका हृदय आनन्दसे भर गया । उनके 
मुख और नेत्र प्रसन्नतासे खिल उठे! उसी दिन 
लबणासुरको मारकर इन्रुप्रजी भी अपने थोडे-से |. 
सैनिकॉके साथ वाल्मीकि मुनिके सुन्दर आश्रमपर रात्रिमें ह ॥ र 
आये थे | उस समय वाल्मीकिजीने उन्हें सिखा दिया था 
कि 'तुम श्रीरघुनाथजीको जानकीके पुत्र होनेकी बात न 
बताना, मैं हो उनके सामने सारा वृत्तान्त कहूँगा ।' TS 
जानकीके बे दोनों पुत्र सहाँ बढ़ने लगे । उनका A 


५२८ 


* अर्चयस्व इचीकेशे यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


£ संक्षिप्त पद्मपुराण 


बहुत प्रसन्न रहा करती थों। चात्स्यायनजी ! यह मैंने अश्वकी रक्षा करनेवाले वीरोंकी भुजाओंके कारे जानेके 
आपको जानकीके पुत्र-जन्मका प्रसङ्ग सुनाया है। अब पश्चात्‌ जो घटना हुई, उसका वर्णन सुनिये । 
ME 
युद्धमें लबके दवारा सेनाका संहार, काल्जितका वध तथा पुष्कल 
और हनुमानज़ीका मूर्च्छित होना 


झेषजी कहते है--सुनिवर ! अपने वीरोंकी 
भुजाएँ कटी देख शत्रुत्रजीको बडा क्रोध हुआ । वे रोषके 
मारे दाँतॉसे ओठ चबाते हुए बोले--'योद्धाओ ! किस 
बीरने तुम्हारी भुजाएँ, काटी हैं? आज मैं उसकी बहिं 
कार डालैँगा; देवताओंद्वारा सुरक्षित होनेपर भी वह 
छुटकारा नहीं पा सकता।' इात्रुप्रजीके इस प्रकार 
कहनेपर चे योद्धा विस्मित और अत्यन्त दुःखी होकर 
बोले--'राजन्‌ ! एक बाळकने, जिसका स्वरूप 
श्रीरामचन्द्रजीसे बिलकुल मिलता-जुलता है, हमारी यह 
दुर्दशा की है।' बालकने घोड़ेको पकड़ रखा है, यह 
सुनकर शात्रुप्रजीकी आँखें क्रोधसे लाल हो गयीं और 
उन्होंने युद्धके लिये उत्सुक होकर कालजित्‌ नामक 
सेनाध्यक्षको आदेश दिया-- 'सेनापते ! मेरी आज्ञासे 
सम्पूर्ण सेनाका व्यूह बना लो। इस समय अत्यन्त 
चरूघान्‌ और पराक्रमी शत्रुपर चढ़ाई करनी है। यह 
घोड़ा पकड्नेवाला चीर कोई साधारण बालक नहीं है । 
निश्चय ही उसके रूपमें साक्षात्‌ इन्द्र होंगे ।' आज्ञा पाकर 
सेनापतिने चतुरङ्गिणी सेनाको दुभेद्य व्यूहके रूपमें 
सुसज्जित किया । सेनाको सजी देख शत्रुधजीने उसे उस 
स्थानपर कूच करनेकी आज्ञा दी, जहाँ अश्वका अपहरण 
करनेवाला बालक खड़ा था। तब वह चतुरङ्गिणी सेना 
आगे बढी । सेनापतिने श्रीरामके समान रूपवाले उस 
बालकको देखा और कहा--“कुमार ! यह पराक्रमसे 
झोभा पानेवाले श्रीरामचन्द्रजीका श्रेष्ठ अश्व है, इसे छोड़ 
दो। तुम्हारी आकृति श्रीरामचन्द्रजीसे बहुत मिलती- 
जुलती है, इसलिये तुम्हें देखकर मेरे हृदयमें दया आती 
है। यदि मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारे जीवनकी रक्षा 
नहीं हो सकती ।* 


त्रुघ्रजीके योद्धाकी यह बात सुनकर कुमार 


स न 


लक किञ्चित्‌ मुसकराये और कुछ रोषमें आकर यह 
अद्भुत वचन बोले--“जाओ, तुम्हें छोड़ देता हूँ, 
श्रीरामचन्द्रजीसे इस घोड़ेके पकड़े जानेका समाचार 
कहो । खीर ! तुम्हारे इस नीतियुक्त वचनको सुनकर मैं 
सुमसे भय नहीं खाता । तुम्हारे-जैसे करोड़ों योद्धा आ 
जायें, तो भी मेरी दृष्टिमें यहाँ उनकी कोई गिनती महीं है । 
मैं अपनी माताके चरणोंकी कृपासे उन सबको रूईकी 
डेरीके तुल्य मानता हूँ, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। 
तुम्हारी माताने जो तुम्हारा नाम 'कालजित रखा है, उसे 
सफल बनाओ । मैं तुम्हारा काल हूँ, मुझे जीत लेनेपर 
ही तुम अपना नाम सार्थक कर सकोगे।” 


पात्तालखण्ड ] 


+ युद्धमें लवके द्वारा सेनाका संहार और कालजितका वघ « 


५२९ 


'कालजित्ने कहा--बालक ! तुम्हारा जन्य किस 
वंशमें हुआ है ? तुम किस नामसे प्रसिद्ध हो ? मुझे 
तुम्हारे कुल, शील, नाम और अवस्थाका कुछ भी पता 
नहीं है। इसके सिवा, मैं रथपर बैठा हूँ और तुम पैदल 
हो । ऐसी दशामें मैं तुम्हें अधर्मपूर्वक कैसे परास्त करूँ ? 

लव नोले--कुल, शील, नाम और अवस्थासे 
क्या लेना है? मैं लव हूँ और लबमात्रमें ही समस्त 
कात्रु-योद्धाओको जीत लूँगा [मुझे पैदल जानकर संकोच 
मत करो], लो, तुम्हें भी अभी पैदल किये देता हूँ। 

ऐसा कहकर बलवान्‌ लवने धनुषपर प्रत्यञ्चा 
चढ़ायी तथा पहले अपने गुरु वाल्मीकिका, फिर माता 
जानकोका स्मरण करके तीखे बाणोंको छोड़ना आरम्भ 
किया, जो तत्काल ही शत्रुके प्राण लेनेवाले थे। तब 
कालजितूमे भी कुपित होकर आपना धनुष चढ़ाया तथा 
अपने युद्ध-कौशलका परिचय देते हुए बड़े वेगसे 
'लूबपर बाणोंका प्रहार किया । किन्तु कुशके छोटे भाईने 
क्षणभरमें उन सभी बाणोंको काटकर एक-एकके सौ-सौ 
डुकड़े कर दिये और आठ बाण मारकर सेनापतिको भी 
रथहीन कर दिया। रथके नष्ट हो जानेपर वे अपने 
सैनिकोंद्वारा लाये हुए हाथीपर सवार हुए। वह हाथी 
बड़ा ही वेगशाली और मदसे उन्मत्त था। उसके 
मस्तकसे मदकी सात धाराएँ फूटकर बह रही थीं। 
कालजित्‌को हाथीपर बैठे देख सम्पूर्ण शत्रुऑपर विजय 
-पानेवाले वीर रूबने हसकर उन्हें दस बाणोंसे बीध 
डाला | रूवका पराक्रम देख कालजित्के मनमें बड़ा 
विस्मय हुआ और उन्होंने एक तीक्ष्ण एवं भयङ्कर 
परिघका प्रहार किया, जो इत्रुके प्राणोंका अपहरण 
करनेवाला था । किन्तु लबने तुरंत ही उसे काट गिराया । 
फिर उसी क्षण तलवारसे हाथीकी सूँड काट डाली और 
उसके दाँतॉपर पैर रखकर वे तुरेत उसके मस्तकपर चढ़ 
गये । वहाँ सेनापतिके मुकुटके सौ और कवचके हजार 
डुकड़े करके उनके मस्तकका बाळ खींचकर उन्हें 
घरतीपर गिरा दिया। फिर तो सेनापतिको बड़ा क्रोध 
हुआ और उन्होंने लबका वध करनेके लिये तलवार 
हाथमें ली । उन्हें तलवार लेकर आते देख रूबने उनकी 


दाहिनी भुजाको बीचसे कार डाला । कटा हुआ हाथ 
'तलवारसहिंत पृथ्वीपर जा पड़ा। खड्गधारी हाथको 
कटा देख सेनापतिने क्रोधमें भरकर बायें हाथसे लवपर 
गदा मारनेकी तैयारी की । इतनेहीमें लवने अपने तीखे 


बाणॉसे उनकी उस बाँहको भी भुजबंदसहित काट 
गिराया। तदनन्तर, कालामिके समान प्रज्वलित खड्ग 
हाथमें लेकर उन्होंने सेनापतिके मुकुटमण्डित मस्तकको 
भी घड़से अलग कर दिया। 

सेनाध्यक्षके मारे जानेपर सेनामें महान्‌ हाहाकार 
मचा। सारे सैनिक क्रोधमें भरकर लूका वध करनेके 
लिये क्षणभरमें आगे बढ़ आये, परन्तु लवने अपने 
बाणॉकी मारसे उन सबको पीछे खदेड़ दिया | कितने ही 
छिन्न-भिन्न होकर वहीं ढेर हो गये और कितने ही 
रणभूमि छोड़कर भाग गये। इस प्रकार सम्पूर्ण 
योद्धाओंको पीछे हटाकर लब बड़ी प्रसन्नताके साथ 
सेनामें जा घुसे। किन्हींकी बाहे, किन्हींके पैर, किन्हींके 
कान, किन्होंकी नाक तथा किन्हीकि कवच और कुण्डल 
कट गये। इस अकार सेनापतिके मारे जानेपर सैनिकोंका 
भयङ्कर संहार हुआ । युद्धमें आये हुए प्राय: सभी वीर 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


मारे गये, कोई भी जीवित न बचा । इस प्रकार लवने 
झात्रु-समुदायको परास्त करके युद्धमें विजय पायी तथा 
दूसरे योद्धाओके आनेकी आशङ्कासे वे खड़े होकर 
प्रतीक्षा करने छगे। कोई-कोई योद्धा भाग्यवश उस 
युद्धसे बच गये। उन्होंने ही शात्रुघके पास जाकर 
रण-भूमिका सारा समाचार सुनाया। बालकके हाथसे 
कालजित्की मृत्यु तथा उसके विचित्र रण-कौशलका 
वृत्तान्त सुनकर झात्रुघ्को बड़ा विस्मय हुआ। खे 
बोले--'वीरो ! तुमलोग छल तो नहीं कर रहे हो? 
तुम्हार चित्त विकल तो नहीं है ? कालजित्‌का मरण 
कैसे हुआ ? वे तो यमराजके लिये भी दुर्धर्ष थे ? उन्हें 
एक बालक कैसे परास्त कर सकता है ?' शत्रुक्ककी बात 
सुनकर खूनसे लथपथ हुए उन योद्धाओने कहा-- 
'राजन्‌ ! हम छल या खेल नहीं कर रहे हैं; आप विश्वास 
कीजिये । कालजितूकी मृत्यु सत्य है और वह लवके 
हाथसे ही हुईं है। उसका युद्धकौशल अनुपम है। उस 
बालकने सारी सेनाकों मथ डाला । इसके बाद अब जो 
कुछ करना हो, खूब सोच-विचारकर करें । जिन्हें युद्धके 
लिये भेजना हो, वे सभी श्रेष्ठ पुरुष होने चाहिये ।' उन 
चीरोंका कथन सुनकर झत्रुघ्नने श्रेष्ठ बुद्धिवाले मन्त्री 
सुमतिसे युद्धके विषयमें पूछा-- 'मन्त्रिवर ! क्या तुम 
जानते हो कि किस बालकने मेरे अश्वका अपहरण किया 
है ? उसने मेरी सारी सेनाका, जो समुद्रके समान विशाल 
थी, विनाश कर डाला है।' 
सुमतिने कहा--स्वामिन! यह मुनिश्रेष्ठ 
चाल्मीकिका महान्‌ आश्रम है, क्षत्रियोंका यहाँ निवास 
नहीं है। सम्भव है इन्द्र हों और अमर्षमें आकर उन्होंने 
घोड़ेका अपहरण किया हो । अथवा भगवान्‌ शङ्कर ही 
नालक-बेषमें आये हों अन्यथा दूसरा कौन ऐसा है, जो 
तुम्हारे अश्वका अपहरण कर सके । मेरा तो ऐसा बिचार 
है कि आब तुम्हीं वीर योद्धाओं तथा सम्पूर्ण राजाओंसे 
बिरे हुए वहाँ जाओ और विशाळ सेना भी अपने साथ ले 
लो! तुम शत्रुका उच्छेद करनेवाले हो, अतः वहाँ जाकर 
उस वीरको जीते-जी बाँध लो । मैं उसे ले जाकर कौतुक 
देखनेकी इच्छा रखनेवाले श्रीरघुनाथजीको दिखाऊँगा । 


मन्त्रीका यह वचन सुनकर शत्रुघ्नने सम्पूर्ण बीरोंको 
आज्ञा दी--'तुमलोग भारी सेनाके साथ चलो, मैं भी 
पीछेसे आता हूँ।' आज्ञा पाकर सैनिकोंने कूच किया । 
बीरोंसे भरी हुई उस बिशाल सेनाको आते देख लब 
सिंहके समान उठकर खड़े हो गये। उन्होंने समस्त 
योद्धाओंको मृगोंके समान तुच्छ समझा । वे सैनिक उन्हे 
चारों ओरसे घेरकर खड़े हो गये । उस समय उन्होंने घेरा 
डालनेवाले समस्त सैनिकोंको प्रज्वलित अग्निकी भाँति 
भस्म करना आरम्भ किया। किन्हींको तलवारके घाट 
उतारा, किन्हींको बाणोंसे मार परलोक पहुँचाया तथा 
किन्हींको प्रास, कुन्त, पट्टिश और परिघ आदि रास्त्रॉका 
निशाना बनाया । इस प्रकार महात्मा छवने सभी घेरोंको 
तोड़ डाला । सातों घेरोंसे मुक्त होनेपर कुशके छोटे भाई 
लब शरद्‌ ऋतुमें मेघोंक आबरणसे उन्मुक्त हुए 
चन्द्रमाकी भाँति शोभा पाने लगे | उनके बाणोंसे पीड़ित 
होकर अनेकों बीर धराशायी हो गये । सारी सेना भाग 
चली । यह देख वीरवर पुष्कल युद्धके लिये आरे बढ़े । 
उनके नेत्र क्रोधसे भरे थे और वे “खड़ा रह, खड़ा रह' 
कहकर लवको ललकार रहे थे। निकट आनेपर 
पुष्कलने लवसे कहा--'वीर ! में तुम्हें उत्तम घोड़ोंसे 
सुशोभित एक रथ प्रदान करता हूँ, उसपर बैठ जाओ। 
इस समय तुम पैदल हो; ऐसी दशामे मैं तुम्हारे साथ 
युद्ध कैसे कर सकता हूँ; इसलिये पहले रथपर बैठो, 
फिर तुम्हारे साथ लोहा लूँगा ।' 

यह सुनकर लवने पुष्कलसे कहा---'वीर ! यदि 
मैं तुम्हारे दिये हुए रथपर बैठकर युद्ध करूँगा, तो मुझे 
पाप ही लगेगा और विजय मिळनेमें भी सन्देह रहेगा । 
हमलोग दान लेनेवाले ब्राह्मण नहीं हैं, अपितु स्वयं ही 
प्रतिदिन दान आदि शुभकर्म करनेवाले क्षत्रिय हैं [तुम 
मेरे पैदल होनेकी चिन्ता न करो] । मैं अभी क्रोधमें 
भरकर तुम्हारा रथ तोड़ डालता हूँ, फिर तुम भी पैदल 
ही हो जाओगे। उसके बाद युद्ध करना ।' लवका यह 
धर्म और भैर्यसे युक्त वचन सुनकर पुष्कलका चित्त 
बहुत देरतक विस्मयमें पड़ा रहा । तत्पश्चात्‌ उन्होंने धनुष 
चढ़ाया । उन्हें धनुष उठाते देख लवने कुपित होकर बाण 


पातालखण्ड ] « झज़ुब्बके बाणसे लूबको मूर्च्छा, कुशका रणक्षेत्रमें आना, कुश और लकी विजय « 


५३९ 


मारा और पुष्कलके हाथका धनुष काट डाला । फिर जन 
घे दूसरे धनुषपर प्रत्यञ्चा चढ़ाने लगे तबतक उस उद्धत 
एवं बलवान्‌ वीरने हँसते-हँसते उनके रथको भी तोड़ 
दिया। महात्मा लवके द्वारा अपने धनुषको छिन्न-भिन्न 
हुआ देख पुष्कल क्रोधमें भर गये और उस महाबली 
खीरके साथ बड़े वेगसे युद्ध करने लगे। लवने 
'लवमात्रमें तरकशसे तीर निकाला, जो विषैले साँपकी 
भाँति जहरीला था । उसने वह तेजस्वी बाण क्रोधपूर्वक 
छोड़ा । धनुषसे छूटते ही वह पुष्कलकी छातीमें घैस 


गया और बह महावीरशिरोमणि मूर्च्छित होकर पृथ्वीपर 
गिर पड़ा। पुष्कलको मूर्च्छित होकर गिरा देख पवन- 
कुमारने उठा लिया और श्रीरघुनाथजीके आता शात्रुत्रको 
अर्पित कर दिया। उन्हें अचेत देख ञातरुघ्रका चित्त 
शोकसे विहुल हो गया। उन्होंने क्रोधमें भरकर 
हनुमानजीको लवका वध करनेकी आज्ञा दी । हनुमानजी 
भी कुपित होकर महाबली लवको युद्भमें परास्त करनेके 
लिये बड़े वेगसे गये और उनके मस्तकको लक्ष्य करके 
उन्होंने वृक्षका प्रहार किया । वृक्षको अपने ऊपर आते 
देख लवने अपने बाणोंसे उसको सौ टुकड़े कर डाले । 
तब हनुमान्‌जीने बड़ी-बड़ी शिलाएँ उखाड़कर बड़े वेगसे 
लूबके मस्तकपर फेंकी । शिलाओंका आघात पाकर 
उन्होंने अपना धनुष ऊपरको उठाया और बाणोंकी वर्षासे 
शिलाओंको चूर्ण कर दिया। फिर तो हनुमान्‌जीके 
क्रोधकी सीमा न रही; उन्होंने बलवान्‌ लबको पूँछमें 
लपेट लिया । यह देख लबने अपनी माता जानकीका 
स्मरण किया और हनुमानजीकी पूँछपर मुकेसे मारा । 
इससे उनको बड़ी व्यथा हुई और उन्होंने लवको बन्धनसे 


nN ई मुक्त कर दिया ! पूँछसे छूटनेपर उस बलवान्‌ वीरने 


हनुमानजीपर बाणोंकी बौछार आरम्भ कर दी; जिससे 
उनके समस्त झारीरमें बड़ी पीड़ा होने लगी । उन्होंने 
लकी बाणवर्षाको अपने लिये अत्यन्त दुःसह समझा 
और समस्त वीरोंके देखते-देखते वे मूर्च्छित होकर 
रणभूमिमें गिर पड़े। फिर लब अन्य सब राजाओंको 
मारने लगे । वे बाण छोड़नेमें बड़े निपुण थे। 


शत्रुघ्के जाणसे लवकी मूर्च्छा, कुशका रणक्षेत्रमें आना, कुश और लवकी विजय तथा 
सीताके प्रभावसे शत्रुघ्न आदि एवं उनके सैनिकोंकी जीवन-रक्षा 


शोषजी कहते हैं--मुने ! वायुनन्दन हनुमान्‌जीके 
मूर्च्छित होनेका समाचार सुनकर शत्रुघ्नको बड़ा शोक 
हुआ। आब वे स्वयं सुवर्णमय रथपर विराजमान हुए 
और श्रेष्ठ वीरोंको साथ ले युद्धके लिये उस स्थानपर 
गये, जहाँ विचित्र रणकुशल वीरवर लव मौजूद थे । उन्हें 
देखकर इातरुघ्रने मन-ही-मन बिचार किया कि 
संग्पन्पु? ९८ 


“श्रीरामचन्द्रजीके सदुश स्वरूप धारण करनेवाला यह 
बाळक कौन है? इसका नीलकमल-दरूके समान 
इयाम शरीर कितना मनोहर है! हो न हो, यह 
विदेहकुमारी सीताका ही पुत्र है ।' भीतर-हो-भीतर ऐसा 
सोचकर बे बालकसे बोले--'वत्स ! तुम कौन हो, जो 
रणभूमिमें हमारे योद्धाओंको गिरा रहे हो? तुम्हारे 


२ उुम बड़े सौभाग्यशाली हो; क्योंकि 
डुनने जिजय पायी है। महाबली वीर ! 
'क-प्रसिद्ध नाम क्या है? मैं जानना चाहता 
'इूघनके इस प्रकार पूछनेपर वीर बालक ललने उत्तर 
डिया-- वीरवर ! मेरे नामसे, पितासे, कुलसे तथा 
अवस्थासे तुम्हें क्या काम है ? यदि तुम स्वयं बलवान्‌ 
हो तो समरमें मेरे साथ युद्ध करो, यदि शक्ति हो तो 
बलपूर्वक अपना घोड़ा छुड़ा ले जाओ।' ऐसा कहकर 
उस उद्धट वीरने अनेकों बाणोंका सन्धान करके शज्ुघ्नकी 
छाती, मस्तक और भुजाऑपर प्रहार किया । तब राजा 
झात्रुप्रने भी अत्यन्त कोपमें भरकर अपना धनुष चढ़ाया 
और बालकको त्रास-सा देते हुए मेघके समान गम्भीर 
वाणीमें रङ्कार की । बलवानोंमें श्रेष्ठ तो वे थे ही, असंख्य 
बाणोंकी वर्षा करने लगे | परन्तु बालक लने उनके 
सभी सायकोंको बलपूर्वक काट दिया । तत्पश्चात्‌ लवके 
छोड़े हुए करोड़ों याणॉसे वहाँकी सारी पृथ्बी आच्छादित 
हो गयी। 
इतने बाणोंका अहार देखकर शत्रुघ्न दंग रह गये । 
फिर उन्होंने लनके लाखों नाणोंको काट गिराया । अपने 
समस्त सायकोंको कटा देख कुशके छोटे भाई लबने 
णजा शत्रुघ्रके धनुषको वेगपूर्वक काट डाला । वे दूसरा 
घनुष लेकर ज्यों ही बाण छोड़नेको उद्यत होते है, त्यों 
ही लवने तीक्ष्ण सायकोंसे उनके रथको भी खण्डित कर 
दिया । रथ, घोड़े, सारथि और घनुषके कट जानेपर वे 
दूसरे रथपर सवार हुए और बलपूर्वक लवका सामना 
करनेके लिये चले । उस समय शात्रुघ्नने अत्यन्त कोपमें 
भरकर स्त्र्वके ऊपर दस तीखे नाण छोड़े, जो प्राणोंका 
संहार करनेवाले थे। परन्तु लवने तीखी गाँठवाले 
नाणॉसे उनके टुकड़े-टुकड़े करके एक अर्धचन्द्राकार 
बाणसे झत्रुधकी छातीमें प्रहार किया, उससे उनकी 
छातीमें गहरी चोट पहुँची और उन्हें बड़ी भयङ्कर पीड़ा 
हुई । वे हाथमें धनुष लिये ही रथकी बैठकमें गिर पड़े। 
चरु्रको मूर्च्छित देख सुरथ आदि राजा युद्धमें 
विजय प्राप्तिके लिये उद्यत हो लवपर टूट पड़े । किसीने 
क्षु और मुझल चलाये तो कोई अत्यन्त भयानक 


बाणोंद्वारा ही प्रहार करने लगे। किसीने आस, किसीने 
कुन्त और किसीने फरसोंसे ही काम लिया । सारांश यह 
कि राजाल्रोग सब ओरसे रूवपर प्रहार करने लगे। 
खीरशिरोमणि लवमे देखा कि ये क्षत्रिय अधर्मपूर्वक युद्ध 
करनेको तैयार हैं तो उन्होंने दस-दस बाणोंसे सबको 
घायल कर दिया! रूवकी बाणवर्षासे आहत होकर 
कितने ही क्रोधी राजा रणभूमिसे पलायन कर गये और 
कितने ही युद्धक्षत्रमें ही मूर्च्छित होकर गिर पड़े। 
इतनेहीमें राजा दात्रुघ्रकी मूर्च्छा दूर हुई और वे महावीर 
'लवसे बलपूर्वक युद्ध करनेके लिये आगे बढे तथा 
सामने आकर बोले---'वीर ! तुम धन्य हो ! देखनेमें ही 
बालक-जैसे जान पड़ते हो, [वास्तवमें तुम्हारी वीरता 
अद्भुत है !] अब मेरा पराक्रम देखो; में अभी तुम्हें 
युद्धमें गिराता हूँ।' ऐसा कहकर इतरुप्रने एक बाण 
हाथमें लिया, जिसके द्वारा लवणासुरका वध हुआ था 
तथा जो यमराजके मुखकी भाँति भयङ्कर था । उस तीखे 
बाणको धनुषपर चढ़ाकर इत्रुधने लकी .छातीको 
विदीर्ण करनेका विचार किया । वह बाण धनुषसे छुरते 
ही दसौं दिशाओंको प्रकाशित करता हुआ प्रज्वलित हो 
उठा । उसे देखकर लवको अपने बलिष्ठ भ्राता कुशकी 
याद आयी, जो वैरियोंको मार गिरानेवाले थे । ते सोचने 
लगे, यदि इस समय मेरे बलवान्‌ भाई वीरवर कुश होते 
तो मुझे शत्रुघकें अधीन न होना पड़ता तथा मुझपर यह 
दारुण भय न आता | इस प्रकार विचारते हुए महात्मा 
'लबकी छातीमें वह महान्‌ बाण आ लगा! जो 
कालाभिके समान भयङ्कर था। उसकी चोट खाकर वीर 
लव मूर्च्छित हो गये। 

खरूवान्‌ वैरियोंको विदीर्ण करनेवाले लको 
मूर्च्छित देख महाबली इत्रुघ्रने युद्धमें विजय प्राप्त की । 
चे शिरखाण आदिसे अलङकूत बालक लवको, जो 
स्वरूपसे श्रीरामचन्द्रजीकी समानता करता था, रथपर 
बिठाकर वहाँसे जानेका बिचार करने लगे! अपने 
मित्रको इन्रुके चंगुलमें फँसा देख आश्रमवासी 
ब्राह्मण-बालकॉंको बड़ा दुःख हुआ । उन्होने तुरंत जाकर 
रूसकी माता सीतासे सब समाचार कह सुनाया---'मा 


पातालखण्ड ] » शत्रुधके जाणसे लवको मूर्च्छा, कुझका रणक्षेत्रपें आना, कुश और लछवकी विजय «+ 


जानकी ! तुम्हारे पुत्र रूवने किसी बड़े राजा महाराजाके 
घोड़ेको जबरदस्ती पकड़ लिया है । राजाके पास सेना भी 
है तथा उनका मान-सम्मान भी बहुत है । घोड़ा पकड़नेके 
बाद लवका राजाकी सेनाके साथ भयङ्कर युद्ध हुआ। 
किन्तु सीता मैया ! तुम्हारे जोर पुत्रने सब योद्धाओको 
मार गिराया। उसके बाद वे लोग फिर लड़ने आये। 
परन्तु उसमें भी तुम्हारे सुन्दर पुत्रकी ही जीत हुई । उसने 
राजाको बेहोश कर दिया और युद्धमें विजय पायी। 
तदनन्तर, कुछ ही देरके बाद उस भयङ्कर राजाकी मूर्च्छा 
दूर हो गयी और उसने क्रोधमें भरकर तुम्हारे पुत्रको 
रणभूमिमें मूर्च्छित करके गिरा दिया हे ।' 

सीता खोर्ली---हाय ! राजा बड़ा निर्दयी है, बह 
बालकके साथ क्यों युद्ध करता है? अधर्मके कारण 
उसकी बुद्धि दूषित हो गयी है, तभी उसने मेरे बच्चेको 
धराशायी किया है। बालको ! बताओ, उस राजाने मेरे 
पुत्रको कैसे युद्धमें गिरया है तथा अब वह कहाँ जायगा ? 

पतिव्रता जानकी वाल्कोंसे इस प्रकारकी बातें कह 
रही थीं, इतनेहीमें खीरवर कुश भी महर्षियॉके साथ 
आश्रमपर आ पहुँचे। उन्होंने देखा, माता जानकी 


ES 


अत्यन्त व्याकुल हैं तथा उनके नेत्रोंसे आँसू नह रहे हैं। 
तब खे आपनी जननीसे बोले--'माँ ! मुझ पुत्रके रहते 
हुए तुमपर कैसा दुःख आ पड़ा ? सत्रुओंका मर्दन 
करनेवाला मेरा भाई लव कहाँ है ? वह बलवान्‌ खीर 
दिखायी क्यों नहीं देता ? कहाँ घूमने चला गया ? मेरी 
माँ ! तुम रोती क्यों हो? बताओ न, लव कहाँ है ?' 

जानकीने कहा--बेटा ! किसी राजाने लयको 
पकड़ लिया है । बह आपने घोड़ेकी रक्षाके लिये यहाँ 
आया था। सुना है, मेरे बच्चेने उसके यज्ञसम्बन्धी 
अश्वको पकड़कर बाँध लिया था । लब बलवान्‌ है, उसे 
अकेले ही अनेकां शत्रुओंसे लड़ना पड़ा है। फिर भी 
उसने बहुत-से आश्व-रक्षकोंको परास्त किया है। परन्तु 
अन्तमें उस राजाने लूवको युद्धमे मूर्च्छित करके बाँध 
लिया है, यह बात इन बालकोने बतायी है, जो उसके 
साथ ही गये थे। यही सुनकर मुझे दुःख हुआ है। 
बत्स ! तुम समयपर आ गये। जाओ और उस श्रेष्ठ 
राजाके हाथसे रूबको बलपूर्वक छुड़ा लाओ । 

कुश बोल्के--माँ ! तुम जान लो कि लख अब 
उस राजाके बन्धनसे मुक्त हो गया। मैं अभी जाकर 
राजाको सेना और सवारियोंसहित अपने बाणोंका 
निशाना बनाता हूँ। यदि कोई अमर देवता या साक्षात्‌ 
रुद्र आ गये हों तो भी अपने तीखे बाणोंकी मारसे उन्हें 
व्यथित करके मैं लवको छुड़ा रूँगा। माता ! तुम रोओ 
मत; वीर पुरुषोंका संग्राममें मूर्च्छित होना उनके यशका 
कारण होता है । युद्धसे भागना ही उनके लिये कलङ्ककी 
बात है। 

शेषजी कहते हैं--मुने ! कुशके इस वचनसे 
शुभलक्षणा सीताको बड़ी प्रसन्नता हुई । उन्होने पुत्रको 
सब भकारके अख्त्र-शस्त्र दिये और विजयके लिये 


हु £ आशीर्नाद देकर कहा- “बेटा ! युद्ध-क्षेत्रमें जाकर 


मूर्च्छित हुए ल्वको बन्धनसे छुड़ाओ।' माताकी यह 
आज्ञा पाकर कुशने कवच और कुष्डल धारण किये 
तथा जननीके चरणोंमें प्रणाम करके बड़े वेगसे रणकी 
ओर भ्रस्थान किया! वे वेगपूर्वक युद्धके लिये 
संग्रामभूमिमें उपस्थित हुए, वहाँ पहुँचते ही उनकी दृष्टि 


५३४ 


० अर्चयस्व हृषीकेशो यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


'लखके ऊपर पड़ी, जिन्हें शत्रुओनि मूर्च्छित करके गिराया 
था। [वे रथपर बैंधे पड़े थे और उनकी मूर्छ दूर हो 
चुकी थी] अपने महाबली भ्राता कुशको आया देख 
लव युद्धभूमिमें चमक उठे; मानो वायुका सहयोग पाकर 
अग्नि प्रज्वलित हो उठी हो | वे रथसे अपनेको छुड़ाकर 
युद्धके लिये निकल पड़े । फिर तो कुशने रणभूमिमें खड़े 
हुए समस्त वीरोंको पूर्व दिशाकी ओरसे मारना आरम्भ 
किया और लवने कोपमें भरकर सबको पश्चिम ओरसे 
पीटना शुरू किया । एक ओर कुशके बाणोंसे व्यथित 
और दूसरी ओर लवके सायकोंसे पीड़ित हो सेनाके 
समस्त योद्धा उत्ताल तरङ्गोंसे युक्त समुद्रकी भैंवरके 
समान क्षुब्ध हो गये । सारी सेना इधर-उधर भाग चली । 


रणभूमिमें कहीं भी खड़ा होकर युद्ध करना नहीं 
चाहता था। 
इसी समय झाज्रुओंको ताप देनेवाले राजा शत्रुघ्न 
लचके समान ही प्रतीत होनेताले वीरवर कुशसे युद्ध 
करमेके लिये आगे नड़े। समीप पहुँचकर उन्होंने 
पूछा-_'महावीर ! तुम कौन हो ? आकार-प्रकारसे तो 


तुम अपने भाई लवके ही समान जान पड़ते हो । तुम्हारा 
बल भी महान्‌ है । बताओ तुम्हारा नाम क्या है ? तुम्हारी 
माता कहाँ हैं ? और पिता कौन हैं ?' 

कुशने कहा--राजन्‌ ! पातित्रत्य धर्मका पालन 
करनेवाली केवल माता सीताने हमें जन्म दिया है। हम 
दोनों भाई महर्षि वाल्मीकिके चरणोंका पूजन करते हुए 
इस बनमें रहते हैं और माताकी सेवा किया करते हैं। 
हम दोनोंने सब प्रकारकी विद्याओंमें प्रवीणता प्राप्त की 
है। मेण नाम कुश है और इसका नाम लव । अब तुम 
अपना परिचय दो, कौन हो ? युद्धकी इलाघा रखनेवाले 
वीर जान पड़ते हो। यह सुन्दर अश्व तुमने किसलिये 
छोड़ रखा है ? भूपाल ! यदि वास्तवमें बीर हो तो मेरे 
साथ युद्ध करो । मैं अभी इस युद्धके मुहानेपर तुम्हारा 
बध कर डालूँगा । 

शत्रुधको जब यह मालूम हुआ कि यह 
श्रीरामचन्द्रजीके वीर्यसे उत्पन्न सीताका पुत्र है, तो उनके 
चित्तमें बड़ा विस्मय हुआ [किन्तु उस बालकने उन्हें 
युद्धके लिये ललकारा था; इसलिये] उन्होंने क्रोधमें 
भरकर धनुष उठा लिया। उन्हें धनुष लेते देख कुशको 
भी क्रोध हो आया और उसने अपने सुदृढ़ एवं उत्तम 
धनुषको खींचा। फिर तो कुश और शल्रुघ्नके धनुषसे 
लाखों बाण छूटने लगे। उनसे वहाँका सारा प्रदेश व्याप्त 
हो गया। यह एक अद्भुत बात थी। उस समय उद्धट 
वीर कुशने शात्रुघषपर नारायणास्त्रका प्रयोग किया; किन्तु 
बह अ उन्हें पीड़ा देनेमें समर्थ न हो सका | यह देख 
कुशके क्रोधकी सीमा न रही। वे महान्‌ बल और 
पराक्रमसे सम्पन्न राजा झत्रुघ्नसे बोले--'राजन्‌! मैं 
जानता हूँ, तुम संग्राममें जीतनेवाले महान्‌ वीर हो; 
क्योंकि मेरे इस भयङ्कर अस््न--नाययणास्त्रने भी तुम्हें 
तनिक बाधा नहीं पहुँचायी; तथापि आज इसी समय मैं 
अपने तीन बाणोंसे तुम्हें गिरा दूँगा। यदि ऐसा न करूँ 
तो मेरी प्रतिज्ञा सुनो, जो करोड़ों पुण्योंसे भी दुर्लभ 
मतुष्य-शरीरको पाकर मोहवश उसका आदर नहीं करता 
[भगवद्‌भजन आदिके द्वारा उसको सफल नहीं बनाता] 
उस पुरुषको लगनेवाला पातक मुझे भी लगे । अच्छा, 


पातालखण्ड ] + शात्रुघ्के खाणसे लवकी मूर्च्छा, कुशका रणक्षेत्रमें आना, कुश और लको विजय + 


५३५ 


अब तुम सावधान हो जाओ! मैं तत्काल ही तुम्हें 
पृथ्वीपर गिराता हूँ ।' ऐसा कहकर कुशने -अपने धनुषपर 
एक बाण चढ़ाया, जो कालाभ्निके समान भयङ्कर था। 
उन्होंने शत्रुके अत्यन्त कठोर एवे विशाल वक्षःस्थलको 
लक्ष्य करके छोड़ दिया। कुशको उस बाणका सन्धान 
करते देख शत्रुघ्न कोपमें भर गये तथा श्रीरामचन्द्रजीका 
स्मरण करके उन्होंने तुरंत ही उसे काट डाला। नाणके 
कटमेसे कुशका क्रोध और भी भड़क उठा तथा उन्होंने 
धनुषपर दूसरा बाण चढ़ाया। डस बाणके द्वारा वे 
झात्रुधकी छाती छेद डालनेका विचार कर ही रहे थे कि 
शन्नुघ्नने उसको भी काट गिराया। तब तो कुशको और 
भी क्रोध हुआ। अब उन्होंने अपनी माताके चरणोंका 
स्मरण करके धनुषपर तीसरा उत्तम बाण रखा । शत्रुघ्रने 
उसको भी शीघ्र ही काट डालनेके बिचारसे बाण हाथमें 
लिया; किन्तु उसे छोड़नेके पहले ही बे कुशके बाणसे 
घायल होकर पृथ्वीपर गिर पड़े । शत्रुघ्नके गिरनेपर सेनामें 
बड़ा भारी हाहाकार मचा । उस समय अपनी भुजाओंके 
बलपर गर्व रखनेवाले वीरवर कुशकी विजय हुई । 
झेषजी कहते हैं--मुने ! राजाओमे श्रेष्ठ सुरथने 
जब शत्रुघको गिरा देखा तो वे अत्यन्त अद्भुत मणिमय 
रथपर बैठकर युद्धके लिये गये। वे महान्‌ वीरोंके 
शिरोमणि थे । कुशके पास पहुँचकर उन्होंने अनेकों बाण 
छोड़े और समरभूमिमें कुशको व्यथित कर दिया | तब 
कुशने भी दस बाण मारकर सुरथको रथहीन कर दिया 
और प्रत्यञ्चा चढ़ाये हुए उनके सुदृढ़ धनुषको भी 
वेगपूर्वक काट डाला ! जब एक किसी दिव्य अस्त्रका 
अयोग करता, तो दूसरा उसके बदलेमें संहाराख्रका 
उपयोग करता था और जब दूसरा किसी असरको फेंकता 
तो पहला भी वैसा ही अखन चलाकर तुरंत उसका बदला 
चुकाता था। इस प्रकार उन दोनॉमें घोर घमासान युद्ध 
हुआ, जो वीरोंके रोंगटे खड़े कर देनेवाला था । कुदाने 
सोचा, अब मुझे वया करना चाहिये ? कर्तव्यका निश्चय 
करके उन्होंने एक तीक्ष्ण एवं भयङ्कर सायक हाथमे 
लिया। छूरते ही वह कालाम्निके समान प्रज्वलित हो 
उठा । उसे आते देख सुरथने ज्यों ही काटनेका विचार 


किया त्यों ही वह महाबाण तुरंत उनकी छातीमे आ 
लगा । सुरथ मूर्च्छित होकर रथपर गिर पड़े । यह देख 
सारथि उन्हें रणभूमिसे नाहर ले गया । 

सुरथके गिर जानेपर कुश विजयी हुए--यह देख 
पवनकुमार हनुमान्‌जीने सहसा एक विशाल झालका 
वृक्ष उखाड़ लिया । महान्‌ बलवान्‌ तो बे थे ही, कुशकी 
छातीको लक्ष्य बनाकर उनसे युद्ध करनेके लिये गये । 
निकट जाकर उन्होने कुशकी छातीपर वह शालवृक्ष दे 
मारा । उसकी चोट खाकर वीर कुशने संहारास्त्र उठाया । 
उनका छोड़ा हुआ संहाराख्न दुर्जय (अमोघ) था। उसे 
देखकर हनुमानजी मन-ही-मन भक्तोंका विघ्न नष्ट 
करनेवाले श्रीरमचन्द्रजीका ध्यान करने लगे । इतनेहीमें 
उनकी छातीपर उस अस्त्रकी करारी चोट पड़ी । वह बड़ी 
व्यथा पहुँचानेवाला अरू था। उसके लगते ही 
हनुमानजीको मूर्च्छा आ गयी । तत्पश्चात्‌ उस रणक्षेत्रमे 
कुशके चलाये हुए हजारों बाणोंकी मार खाकर सारी 
सेनाके पाँव उखड़ गये। समूची चतुरङ्गिणी सेना 
भाग चली। 

उस समय वानरराज सुग्रीव उस विशाल वाहिनीके 
संरक्षक हुए। वे अनेकों वृक्ष उख़ाड़कर उद्धट वीर 
कुशकी ओर दौड़े। परन्तु कुशने हँसते-हँसते खेलमें ही 
बे सारे वृक्ष काट गिराये। तब सुग्रीवने एक भयंकर 
पर्वत उठाकर कुशके भस्तकको उसका निशाना बनाया । 
उस पर्वतको आते देख कुशने शीघ्र ही अनेकों नाणॉका 
प्रहार करके उसे चूर्ण कर डाला। नह पर्वत महारुद्रके 
झारीरमें लगाने योग्य भस्म-सा बन गया । बालकका यह 
महान्‌ पराक्रम देखकर सुग्रीचको बड़ा अमर्ष हुआ और 
उन्होंने कुराको मारनेके लिये रोषपूर्वक एक वृक्ष हाथमें 
लिया। इतनेहीमें लवके बड़े भाई वीरवर कुशने 
वारुणाखका प्रयोग किया और सुग्रीवको यरुण-पारसे 
दृढतापूर्वक बाँध लिया । बलशाली कुशके द्वारा कोमल 
पाशोंसे बाँधे जानेपर सुग्रीव रणभूमिमें गिर पडे । 
सुग्रीवको गिरा देख सभी योद्धा इधर-उधर भाग गये। 
महावीरशिरोमणि कुशने विजय पायी | इसी समय लवने 
भी पुष्कल, अङ्गद, प्रतापाग्रय, वीरमणि तथा अन्य 


५३६८ 


* अर्चयस्व हचीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ « 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


राजाओंको जीतकर रणमें विजय पायी । फिर दोनों भाई 
बड़े हर्षमें भरकर एक-दूसरेसे मिले। 


लबने कहा-- भैया ! आपकी कृपासे मैं युद्धरूपी 
समुद्रके पार हुआ! अब हमलोग इस रणकी स्मृतिके 
लिये कोई सुन्दर चिह्न तलाश करने चलें ।' ऐसा कहकर 
रब अपने भाई कुशके साथ पहले राजा शत्रुक्रके निकट 
गये । वहाँ कुशने उनकी सुवर्णमण्डित मनोहर मुकुटमणि 
ले री । फिर वीरवर लवने पुष्कलका सुन्दर किरीट उतार 
लिया । इसके बाद दोनों भाइयेनि उनके बहुमूल्य भुजनंद 
तथा हथियारोंको भी हथिया लिया। तदनन्तर हनुमान्‌ 
और सुग्रीवके पास जाकर उन दोनोंको बाँधा । फिर लवने 
अपने भाईसे कहा-- “भैया ! मैं इन दोनोंको अपने 
आश्रममें ले चलूँगा | वहाँ मुनियोंके बालक इनसे खेलेंगे 
और मेरा भी मनोरञ्जन होगा ।' इस तरहकी बातें करते हुए 
उन दोनों महाबली वानरॉको पकड़कर वे आश्रमकी ओर 
चले और माताकी कुटीपर जा पहुँचे । अपने दोनों मनोहर 
नालकोंको आया देख माता जानकीको बड़ी प्रसन्नता 
हुई । उन्होंने बड़े खेहके साथ उन्हें छातीसे लगाया। 
किन्तु जब उनके लाये हुए दोनों वानरॉपर उनकी दृष्टि पड़ी 


तो उन्होंने हनुमान्‌ और वानरराज सुम्रीबको सहसा 
पहचान लिया । आन वे उन्हें छोड़ देनेकीं आज्ञा देती हुई 
यह श्रेष्ठ वचन बोली --'पुत्रो ! ये दोनों वानर बड़े वीर 


और महाबलवान्‌ हैं; इन्हें छोड़ दो । ये वीर हनुमानजी हैं, 
जिन्होंने रावणकी पुरी लङ्काको भस्म किया था; तथा ये 
भी वानर और भालुओके राजा सुग्रीव हैं । इन दोनोंको 
तुमने किसलिये पकड़ा है ? अथवा क्यों इनके साथ 
अनादरपूर्ण बर्ताव किया है ?' 

पुत्रोंने कहा--'माँ ! एक राम नामसे प्रसिद्ध 
बलवान्‌ राजा हैं, जो महाराज दशरथके पुत्र है । उन्होंने 
एक सुन्दर घोड़ा छोड़ रखा है, जिसके ललाटपर सोनेका 
पत्र बैंधा है। उसमें यह लिखा है कि “जो सधे क्षत्रिय 
हों, वे इस घोड़ेको पकड़ें; अन्यथा मेरे सामने मस्तक 
झुकावे ।' उस राजाकी ढिठाई देखकर मैने घोड़ेको पकड़ 
लिया । सारी सेनाको हमलोगोने युद्धमें मार गिराया है । 
यह राजा शत्रुप्का मुकुट है तथा यह दूसरे वीर महात्मा 
पुष्कलका किरीट है । 

सीताने कहा--पुत्रों ! तुम दोनेनि बड़ा अन्याय 
किया । श्रीरामचन्द्रजीका छोड़ा हुआ महान्‌ अश्व तुमने 


पातालखण्ड ] 


* झन्नुप्न आदिका अयोध्यापें जाकर श्रीरघुनाथजीसे मिलना + 


५३७ 


पकड़ा, अनेकों बीरोंको मार गिराया और इन कपीश्वरोंको 
भी बाँध लिया--यह सब अच्छा नहीं हुआ। वीरो ! 
तुम नहीं जानते, बह तुम्हारे पिताका ही घोड़ा है [श्रीराम 
तुम्हारे पिता हैं], उन्होने अश्वमेध-यज्ञके लिये उस 
अश्वको छोड़ रखा था। इन दोनों वानर वीरोंको छोड़ दो 
तथा उस श्रेष्ठ अश्वको भी खोल दो। 

माताकी बात सुनकर उन बलवान्‌ बालकोंने 
कहा--'माँ ! हमलोगोंने क्षत्रिय-धर्मके अनुसार उस 
बलवान्‌ राजाको परास्त किया है । क्षात्रधर्भके अनुसार 
युद्ध करनेबालॉको अन्यायका भागी नहीं होना पड़ता । 
आजके पहले जन हमलोग पढ़ रहे थे, उस समय महर्षि 
चाल्मीकिजीने भी हमसे ऐसा ही कहा था-- क्षात्र 
धर्मके अनुसार पुत्र पितासे, भाई भाईसे और शिष्य 
गुरुसे भी युद्ध कर सकता है, इससे पाप नहीं होता ।' 
तुम्हारी आज्ञासे हमलोग अभी उस उत्तम अश्वको 


44444३५५८१ १५१४५ ४4७९४७५०७४ ५ ५१७०७७७७७७ ६७७७५७७७७७ ener esethss. 


लाये देते हैं; तथा इन वानरोंको भी छोड़ देंगे । तुमने 
जो कुछ कहा है, सबका हम पालन करेंगे।' 

मातासे ऐसा कहकर वे दोनों बीर पुनः रणभूमिमें 
गये और वहाँ उन दोनों कपीश्वरों तथा उस अश्वमेध- 
योग्य अश्वको भी छोड़ आये ! अपने पुत्रोंके द्वारा सेनाका 
मारु जाना सुनकर सीतादेवीने मन-ही-मन श्रीरामचन्द्रजी- 
का ध्यान किया और सबके साक्षी भगवान्‌ सूर्यकी ओर 
देखा। वे कहने लगीं-- “यदि मैं मन, वाणी तथा 
क्रियाद्वारा केवल श्रीरघुनाथजीका ही भजन करती हूँ, 
दूसरे किसीको कभी मनमें भी नहों लाती तो ये राजा 
शत्रुघ्न जीवित हो जाये तथा इनकी वह विशाल सेना भी, 
जो मेरे पुत्रेकि द्वारा बलपूर्वक नष्ट की गयी है, मेरे 
सत्यके प्रभावसे जी उठे ।' पतिव्रता जानकीने ज्यों ही 
यह वचन मुँहसे निकाला, स्यों ही बह सारी सेना, जो 
संग्राम-भूमिमें नष्ट हुई थी, जीवित हो गयी । 


== * == 
शत्रुघन आदिका अयोध्यामें जाकर श्रीरघुनाथजीसे मिलना तथा मन्त्री सुमतिव्झा 
उन्हें यात्राका समाचार बतलाना 


शेषजी कहते हैं--मुने ! रणभूमिमें पड़े हुए वीर 
खत्रुन्नने क्षणभरमें मूर्च्छा त्याग दी तथा अन्यान्य बलवान्‌ 
चीर भी, जो मूर्च्छामें पड़े थे, जीवित हो गये । शत्रुध्ने 
देखा अश्वमेधका श्रेष्ठ अश्व सामने खड़ा है, मेरे 
मस्तकका मुकुट गायन है तथा मरी हुई सेना भी जी उठी 
है। यह सब देखकर उनके मनमें बड़ा आश्चर्य हुआ और 
वे मूर्च्छासे जगे हुए बुद्धिमानोमें श्रेष्ठ सुमतिसे बोले- 
“मन्त्रिवर ! इस जालकने कृपा करके यज्ञ पूर्ण करनेके 
लिये यह घोड़ा दे दिया है। अब हमलोग जल्दी ही 
श्रीरघुनाथजीके पास चलें। वे घोडेके आनेकी प्रतीक्षा 
करते होंगे।' यों कहकर वे अपने रथपर जा बैठे और 
घोड़ेको साथ लेकर वेगपूर्वक उस आश्रमसे दूर चले 
गये। भेरी और झङ्धकी आवाज बंद थी। उनके 
पीछे-पीछे विशाल चतुरङ्गिणी सेना चली जा रही थी। 
तरङ्ग-मालाओंसे सुशोभित गङ्गा नदीको पार करके 
उन्होंने अपने राज्यमें प्रवेश किया, जो आत्मीयजनोंके 


निवाससे शोभा पा रहा था। शत्रुघ्न मणिमय रथपर बैठे 
महान्‌ कोदण्ड धारण किये हुए जा रहे थे। उनके साथ 
भरतकुमार पुष्कल और राजा सुरथ भी थे। चलते- 
चलते क्रमशः वे अपनी नगरी अयोध्यामें पहुँचे, जो 
सूर्यवंशी क्षत्रियोंसे सुशोभित थी। वहाँ फहराती हुयी 
अनेकों ऊँची-ऊँची पताकाएँ उस नगरकी शोभा बढ़ा 
रही थीं। दुर्गके कारण उसकी सुषमा और भी बढ़ गयी 
थी। श्रीरामचन्द्रजीने जब सुना कि महात्मा शत्रुघ्न और 
खीर पुष्कलके साथ अश्व आ पहुँचा तो उन्हें बड़ा हर्ष 
हुआ और बळवानोंमें श्रेष्ठ भाई लक्ष्मणको उन्होंने 
झात्रुके पास भेजा। लक्ष्मण सेनाके साथ जाकर 
अवाससे आये हुए भाई शत्रुघसे बड़ी प्रसन्नताके साथ 
मिले । शत्रुघ्रका शरीर अनेकों घाबॉंसे सुशोभित था। 
उन्होंने कुशल पूछी और तरह-तरहकी बातें कीं। उनसे 
मिलकर शत्नुघको बड़ी प्रसन्नता हुई । महामना लक्ष्मणने 
भाई इत्रुघके साथ अपने रथपर बैठकर विशाल 


+ अर्चयस्व हवीकेशं यदीच्छसि परे पदम्‌ « 


( संक्षिप्त परापुराणा 


सेनासहित नगरमें प्रवेश किया; जहाँ तीनों लोकोको 
पवित्र करनेवालो पुण्यसलिला सरयू श्रीरघुनाथजीकी 
चरण-रजसे पवित्र होकर शारत्कालीन चन्द्रमाके समान 
स्वच्छ जलसे शोभा पा रही हैं। श्रीरघुनाथजी शत्रुघ्नको 
पुष्कलके साथ आते देख अपने आनन्दोल्लासको रोक 
न सके। वे अपने अश्वरक्षक बन्धुसे मिलनेके लिये ज्यों 
ही खड़े हुए त्यों ही भ्रातृभक्त इत्रुघ्र उनके चरणोमें पड़ 


EF म नी i | 
गये। धावके चिहोँसे सुशोभित अपने विनयशील 
भाईको पैरोंपर पड़ा देख श्रीरामचन्द्रजीने उन्हें प्रेमपूर्वक 
उठाकर भुजाऑमें कस लिया और उनके मस्तकपर 
हर्षके आँसू गिराते हुए परमानन्दमें निमग्र हो गये । उस 
समय उन्हें जितनी असन्नता हुई, वह वाणीसे परे है 
उसका वर्णन नहीं हो सकता । तत्पश्चात्‌ पुष्कलने 

विनयसे विह्वल होकर भगकानके चरणोंमे प्रणाम किया । 

उन्हें अपने चरणॉंमें पड़ा देख श्रीरघुनाथजीने गोदमें उठा 
लिया और कसकर छातीसे लगाया। इसी प्रकार 
हनुमान्‌, सुगरीव, आङ्गद, लक्ष्मीनिधि, प्रतापाग्रय, सुबाहु, 
सुमद, विमल, नीलरल, संत्यवान, वीरमणि, ्रीरामभक्त 
सुरथ तथा अन्य बड़भागी स््रेहियॉ और चरणोमें पड़े हुए 


राजाओंको श्रीरघुनाथजीने अपने हदयसे लगाया | सुमति 
भी भक्तोंपर अनुग्रह करनेवाले श्रीरघुनाथजीका गाढ़ 
आलिङ्गन करके प्रसन्नतापूर्वक उनके सामने खड़े हो 
गये । तब वक्ताओमें श्रेष्ठ श्रीरमचन्द्रजी समीप आये हुए 
अपने मन्त्रीकी ओर देख अत्यन्त हर्षमें भरकर बोरे 
“मन्त्रिवर ! बताओ, ये कौन-कौन-से राजा हैं ? तथा ये 
सब लोग यहाँ कैसे पधारे हैं ? अपना अश्व कहाँ-कहाँ 
गया, किसने-किसने उसे पकड़ा तथा मेरे महान्‌ 
बलशाली बन्धुने किस प्रकार उसको छुड़ाया ?' 
सुमतिने कहा--भगवन्‌ ! आप सर्वज्ञ हैं, भला 
आपके सामने आज मैं इन सब बातोंका वर्णन कैसे 
करूँ । आप सबके द्रष्टा हैं, सब कुछ जानते हैं, तो भी 
लौकिक रीतिका आश्रय लेकर मुझसे पूछ रहे हैं। 
तथापि मैं सदाकी भाँति आपकी आज्ञा शिरोधार्य करके 
कहता हूँ, सुनिये--'स्वामिन्‌ ! आप समस्त राजाओँके 
शिरोमणि हैं। आपकी कृपासे आपके अश्वने, जो 
भालपत्रके कारण बड़ी शोभा पा रहा था, इस पृथ्वीपर 
सर्वत्र भ्रमण किया है। आयः कोई राजा ऐसा नहीं 
निकला, जिसने अपने मान और बलके घमंडमें आकर 
अश्वको पकड़ा हो । सबने अपना-अपना राज्य समर्पण 
करके आपके चरणोंमें मस्तक झुकाया । भला, विजयकी 
अभिलाषा रखनेवाला कौन ऐसा राजा होगा, जो 
राक्षसराज रावणके प्राण-हन्ता श्रीरथुनाथजीके श्रेष्ठ 
अश्वको पकड़ सके ? प्रभो ! आपका मनोहर अश्व 
सर्वत्र घूमता हुआ अहिच्छत्रा नगरीमें पहुँचा। वहाँके 
राजा सुमदने जब सुना कि श्रीरामचन्द्रजीका अश्व आया 
है, तो उन्होंने सेना और पुत्रॉके साथ आकर आपना साथ 
अकण्टक राज्य आपकी सेवामें समर्पित कर दिया । ये 
हैं राजा सुमद, जो बड़े-बड़े राजा--प्रभुओंके सेव्य 
आपके चरणॉमें प्रणाम करते हैं। इनके हृदयमें बहुत 
दिनोंसे आपके दर्शनकी अभिलाषा थी । आज अपनी 
कृपादृष्टिसे इन्हें अनुगृहीत कीजिये । अहिच्छत्रा नगरीसे 
आगे बढ़नेपर वह अश्व राजा सुनाहुके नगरमें गया, जो 
सब प्रकारके बलसे सम्पन्न हैं । वहाँ राजकुमार दमनने 
उस श्रेष्ठ अश्वको पकड़ लिया। फिर तो युद्ध छिड़ा और 


पातालखण्ड ] 


* वाल्मीकिजीके द्वारा सीताकी दुद्धताका परिचय » 


५३९ 


पुष्कलने सुबाहु-पुत्रको मूर्च्छित करके विजय प्राप्त की। 
तब महाराज सुबाहु भी क्रोधमें भरकर रणभूमिमें आये 
और पवनकुमार हनुमानजीसे बलपूर्वक युद्ध करने लगे । 
उनका ज्ञान शापसे विलुप्त हो गया था। इनुमानूजीके 
चरण-प्रहारसे उनका शाप दूर हुआ और बे अपने खोये 
हुए ज्ञानको पाकर अपना सब कुछ आपकी सेवामें 
अर्पण करके अश्वके रक्षक बन गये। ये ऊँचे डील- 
डौलवाले राजा सुबाहु हैं, जो आपको नमस्कार करते हैं। 
ये युद्धकी कलामें बड़े निपुण हैं। आप अपनी दया- 
दृष्टिसे देखकर इनके ऊपर स्नेहकी वर्षा कीजिये। 
तदनन्तर, अपना यज्ञसम्बन्थी अश्व देवपुरमें गया, जो 
भगवान्‌ शिवका निवासस्थान होनेके कारण अत्यन्त 
शोभा पा रहा था। घहाँका हाल तो आप जानते ही हैं, 
क्योंकि स्वयं आपने पदार्पण किया था। तत्पश्चात्‌ 
विद्युन्माली दैत्यका बध किया गया । उसके बाद राजा 
सत्यवान्‌ हमलोगोंसे मिले । महामते ! वहाँसे आगे 
जानेपर कुण्डलनगरमें राजा सुरथके साथ जो युद्ध हुआ, 
उसका हाल भी आपको मालूम ही है ! कुण्डलनगरसे 
, छूटनेपर अपना घोड़ा सब ओर बेखटके विचरता रहा । 
किसीने भी अपने पराक्रम और बलके घमण्डमें आकर 
उसे पकड़नेका नाम नहीं लिया। नरश्रेष्ठ ! तदनन्तर, 
'लौटते समय जन आपका मनोरम अश्व महर्षि वाल्मीकिके 
रमणीय आश्रमपर पहुँचा, तो वहाँ जो कौतुक हुआ, 


उसको ध्यान देकर सुनिये। वहाँ एक सोलह वर्षका 

बालक आया, जो रूप-रंगमें हू-बहू आपहीके समान 

था। वह बलवानोंमें श्रेष्ठ था । उसने भालपत्रसे चिहित 

अश्वको देखा और उसे पकड़ लिया । वहाँ सेनापति 

कालजित्ने उसके साथ घोर युद्ध किया । किन्तु उस वीर 

बालकने अपनी तीखी तलवारसे सेनापतिका काम 

तमाम कर दिया । फिर उस वीरशिरोमणिने पुष्कल आदि 

अनेकों बलवानोंको युद्धमें मार गिराया और झत्रुन्नको 

भी मूर्च्छित किया। तब राजा इत्रुघरने अपने हदयमें 

महान्‌ दुःखका अनुभव करके क्रोघ किया और 

खलबानोंमें श्रेष्ठ उस वीरको मूर्च्छित कर दिया । चत्रुघ्रके 

द्वारा ज्यों ही वह मूर्च्छित हुआ त्यों ही उसीके आकारका 

एक दूसरा बालक वहाँ आ पहुँचा । फिर तो उसने और 

इसने भी एक-दूसरेका सहाय पाकर आपकी सारी 

सेनाका संहार कर डाला । मूर्च्छमें पड़े हुए सभी वीरोंके 

अस्र और आभूषण उतार लिये। फिर सुग्रीब और 

हनुमान्‌---इन दो चानरोंको उन्होंने पकड़कर बाँधा और 

इन्हें वे अपने आश्रमपर ले गये। पुनः कृपा करके 
उन्होने स्वयं ही यह यज्ञका महान्‌ अश्व छौटा दिया और 
मरी हुई समस्त सेनाको जीवन-दान दिया । तत्पश्चात्‌ 
घोड़ा लेकर हमलोग आपके समीप आ गये । इतनी ही 
बातें मुझे ज्ञात हैं, जिन्हें मैने आपके सामने प्रकट 
कर दिया । 


= ज्र उ 
वाल्मीकिजीके द्वारा सीताकी शुद्धता और अपने पुत्रोंका परिचय पाकर श्रीरामका सीताको 
लानेके लिये लक्ष्मणको भेजना, लक्ष्मण और सीताकी बातचीत, सीताका अपने पुत्रोंको 
भेजकर स्वयं न आना, ्रीरामकी प्रेरणासे पुनः लक्ष्मणका उन्हें खुलानेको 
जाना तथा शेषजीका वात्स्यायनको रामायणका परिचय देना 


'शेषजी कहते हैं--मुने ! सुमतिने जो बाल्मीकि किसल्तिये रहते हैं ? सुननेमें आया है, वे धनुर्विद्यामे बड़े 
मुनिके आश्रमपर रहनेवारे दो नालकोंकी चर्चा की, उसे प्रवीण हैं। अमात्यके मुखसे उनका वर्णन सुनकर मुझे 
सुनकर श्रीरामचन्द्रजी समझ गये वे दोनों मेरे ही पुत्र हैं, बड़ा आश्चर्य हो रहा है! दे कैसे बालक हैं, जिन्होंने 
तो भी उन्होंने अपने यज्ञमें पधारे हुए महर्षि वाल्मीकिसे खेळ-खेलमें ही शत्रुन्नको भी मूर्च्छित कर दिया और 
पूछा--मुनिवर ! आपके आश्रमपर मेरे समान रूप इनुमान्जीको भी बाँध लिया था? महर्षे ! कृपा करके 
धारण करनेवाले दो महाबली बालक कौन हैं? वहाँ उन बालकोंका सारा चरित्र सुनाइये। 


७४० 


» अर्चयस्व हचीकेशे यदीच्छस्रि परं पदम्‌ » 


[ संक्षिप्त पदापुराण 


Snneeespaneeessesesenesneesesesseseexepseesraneeareneeneeeeneaeeeeeeeenaresdesenseneeeedneddhresesseete 


वाल्मीकिने कहा--प्रभो ! आप अन्तर्यामी हैं; 
मनुष्यॉके सम्बन्धकी हर एक बातका ज्ञान आपको क्यों 
न होगा ? तथापि आपके सत्तोषके लिये मैं कह रहा हूँ । 
जिस समय आपने जनककिशोरी सीताको बिना किसी 
अपराधके वनमें त्याग दिया, उस समय वह गर्भवती थी 
और बारम्बार विलाप करती हुई घोर वनमें भटक रही 
थी। परमपवित्र जनककिशोरोको दुःखसे आतुर होकर 
कुररीकी भाँति रोती-निलखती देख मैं उसे अपने 
आश्रमपर ले गया। भुनियॉके बालकोंने उसके रहनेके 
लिये एक बड़ी सुन्दर पर्णशाला तैयार कर दी । उसीमें 
उसके दो पुत्र उत्पन्न हुए। जो आपनी कान्तिसे दसों 
दिशाओँको प्रकाशित कर रहे थे। उनमेंसे एकका नाम 
मैने कुश रख दिया और दूसरेका लव । वे दोनों बालक 
शुक्कपक्षके चन्द्रमाकी भाँति वहाँ प्रतिदिन बढ़ने लगे । 
समय-समयपर उनके उपनयन आदि जो-जो आवश्यक 
संस्कार थे, उनको भी मैंने सम्पन्न किया तथा उन्हें 
आङ्गोंसहित सम्पूर्ण चेदोंका अध्ययन कराया। इसके 
सिवा आयुर्वेद, धनुबेंद और शरूविद्या आदि सभी 
शास्त्रोंकी उनके रहस्यॉसहित शिक्षा दी। इस प्रकार 
सम्पूर्ण शास्त्रॉका ज्ञान कराकर मैंने उनके भस्तकपर हाथ 
रखा । बे दोनों संगीतमें भी बड़े प्रवीण हुए । उन्हें देखकर 
सब लोगोंको विस्मय होने लगा । षडज, मध्यम, गान्धार 
आदि स्वरॉंकी विद्यामें उन्होंने बड़ी कुशलता प्राप्त की । 
उनकी ऐसी योग्यता देखकर मैं प्रतिदिन उनसे परम 
मनोहर रामायण-काव्यका गान कराया करता हूँ। 
भविष्य-शानकी शक्ति होनेके कारण इस रामायणको मैंने 
पहलेसे बना रखा था। मृदङ्ग, पणव, यन्त्र और वीणा 
आदि बाजे बजानेर्मे भी वे दोनों बालक जड़े चतुर हैं। 
खन-वनमें घूमकर रामायण गाते हुए वे मृग और 
पक्षियोंको भी मोहित कर लेते हैं। श्रीराम! उम 
बाळकोके गीतका माधुर्य अद्धुत है। एक दिन उनका 
संगीत सुननेके लिये वरुणदेखता उन दोनों बालकॉको 
विभावरी पुरीमें ले गये। उनकी अवस्था, उनका रूप 
सभी मनोहर हैं। वे गान-विद्यारूपी समुद्रके पारगामी 
हैं। लोकपाल वरुणके आदेशसे उन्होने मधुरस्वरमें 


आपके परम सुन्दर, मृदु एवं पवित्र चरित्रका गान 
किया । वरुणने दूसरे-दूसरे गायको तथा अपने समस्त 
परिवारके साथ सुना । मित्र देवता भी उनके साथ थे। 
रघुनन्दन ! आपका चरित्र सुधासे भी अधिक सरस एवै 
स्वादिष्ट है। उसे सुनते-सुनते मित्र और वरुणकी तृप्ति 
नहीं हुई। 

तत्पश्चात्‌ मैं भी उत्तम बरुणलोकमें गया। वहाँ 
वरुणने प्रेमसे द्रवीभूत होकर मेरी पूजा की । जे उन दोनों 
बाळूकोंके गाने-नजानेकी विद्या, अवस्था और गुणोंसे 
बहुत प्रसन्न थे। उस समय उन्होंने सीताके सम्बन्धमें 
[आपसे कहनेके ल्य] मुझसे इस प्रकार बातचीत 
की--सीता पतित्रताओंमें अग्रगण्य हैं। वे शील, रूप 
और अवस्था--सभी सदगुणोंसे सम्पन्न हैं । उन्होंने खीर 
पुत्रॉको जम्म दिया है। वे बड़ी सौभाग्यशालिनी हैं; 
कदापि त्याग करनेके योग्य नहीं हैं । उनका चरित्र सदासे 
ही पवित्र है--इस बातके हम सभी देवता साक्षी हैं । जो 
लोग सीताजीके चरणोंका चिन्तन करते हैं, उन्हें तत्काल 
सिद्धि प्राप्त होती है। सीताके सङ्कल्पमात्रसे ही संसारकी 
सृष्टि, स्थिति और ल्य आदि कार्य होते हैं। ईश्वरीय 
व्यापार भी उन्हींसे सम्पन्न होते हैं। सीता ही मृत्यु और 
अमृत हैं। बे ही ताप देती और वे ही वर्षा करती हैं। 
श्रीरघुनाथजी ! आपकी जानकी ही स्वर्ग, मोक्ष, तप और 
दान हैं। ब्रह्मा, शिव तथा हम सभी लोकपालोँको वे ही 
उत्पन्न करती हैं । आप सम्पूर्ण जगत्के पिता और सीता 
सबकी माता हैं। आप सर्वज्ञ हैं, साक्षात्‌ भगवान्‌ हैं; 
आतः आप भी इस बातको जानते हैं कि सीता नित्य शुद्ध 
हैं। चे आपको प्राणोंसे भी बढ़कर प्रिय हैं; इसलिये 
जनककिशोरी सीताको शुद्ध एवं अपनी प्रिया जानकर 
आप सदा उनका आदर करें। प्रभो! आपका या 
सीताका किसी शापके कारण पराभव नहीं हो सकता-- 
मुनिश्रेष्ठ वाल्मीकिजी ! मेरी ये सभी बातें आप साक्षात्‌ 
महाराज श्रीरामचन्द्रजीसे कहियेगा ।' 

इस प्रकार सीताको स्वीकार करनेके सम्बन्धर्मे 
वरुणने मुझसे आपना चिचार प्रकट किया था । इसी तरह 
अन्य सब ऊोकपालोने भी अपनी-अपनी सम्मति दी है। 


पातालखण्ड ] 


० याल्मोकिजीके द्वारा सीताकी शुद्धताका परिचय « 


८१ 


देवता, असुर और गन्धर्व--सबने कौतूहलूबश आपके 
पुत्रेकि मुखसे रामायणका गान सुना है। सुनकर सभी 
प्रसन्न ही हुए हैं ! उन्होंने आपके पुत्रोंकी बड़ी प्रशांसा की 
है। उन दोनों बालकोनि अपने रूप, गान, अवस्था और 
गुणोके द्वारा तीनों लोकोको मोह लिया है। लोकपालेनि 
आशीर्बादरूपसे जो कुछ दिया, उसे आपके पुत्रेनि 
स्वीकार किया। उन्होंने ऋषियों तथा अन्य लोकोसे भी 
बढ़कर कीर्ति पायी है । पुण्यश्लोक (पवित्र यशवाले) 
पुरुषेकि शिरोमणि श्रीरघुनाथजी ! आप त्रिलोकीनाथ 
होकर भी इस समय गृहस्थ-घर्मकी लीला कर रहे हैं; 
अतः बिद्या, शील एबं सद्गुणोंसे विभूषित अपने दोनों 
पुत्रोंको उनकी मातासहित अहण कीजिये । सीताने ही 
आपकी मरी हुई सेनाको जिलाकर उसे प्राण-दान दिया 
है--इससे सब लोगोंको उनकी शुद्धिका विश्वास हो 
गया है। [यह लोगॉकी प्रतीतिके लिये प्रत्यक्ष प्रमाण 
है) यह प्रसङ्ग पतित पुरुषोंको भी पावन बनानेवाला है । 
भानद ! सीताकी शुद्धिके विषयमें न तो आपसे कोई 
बात छिपी है, न हमलोगोंसे और न देवताऑंसे ही। 
केवल साघारण लोगोंको कुछ भ्रम हो गया था, किन्तु 
उपर्युक्त घटनासे वह भी अवश्य दूर हो गया। 
डोषजी कहते हैं--मुने ! भगवान्‌ श्रीराम यद्यपि 
सर्वज्ञ हैं, तो भी जब वाल्मोकिजीने उन्हें इस प्रकार 
समझाया, तो वे उनकी स्तुति और नमस्कार करके 
लक्ष्मणसे नोळे--'तात ! तुम सुमित्रसहित रथपर 
बैठकर धर्मचारिणी सीताको पुत्रोंसहित ले आनेके 
लिये अभी जाओ । बहाँ मेरे तथा मुनिके इन वचनोंको 
सुनाना और सीताको समझा-बुझाकर शीघ ही 
अयोध्यापुरीमें ले आना ।' 
लूक्ष्मणने कहा--प्रभो ! मैं अभी जाऊँगा, यदि 
आप सब स्त्रेगोंका प्रिय संदेश सुनकर महारानी सीताजी 
यहाँ पधारेंगी तो समझुँगा, मेरी यात्रा सफल हो गयी। 
श्रीमचन्द्रजीसे ऐसा कहकर लक्ष्मण उनकी 
आज्ञासे रथपर बैठे और मुनिके एक शिष्य तथा 
सुमित्रको साथ लेकर आश्रमको गये । रास्तेमे यह सोचते 
जाते थे कि "भगवती सीताको किस प्रकार प्रस्न करना 


चाहिये ?' ऐसा विचार करनेसे उनके हृदयमें कभी हर्ष 
होता था और कभी संकोच । वे दोनों भावोंके बीचकी 
स्थितिमें थे । इसी अवस्थामें सीताके आश्रमपर पहुँचे, 
जो उनके श्रमको दूर करनेवाला था । सहाँ लक्ष्मण रथसे 
उतरकर सीताके समीप गये और आँखॉंमें आँसू भरकर 
“आर्ये! पूजमोये !! भगवति !! कल्याणमयी !' 
इत्यादि सम्बोधनोंका बारम्बार उच्चारण करते हुए उनके 
चरणोंमें गिर पड़े। भगवती सीताने जात्सल्य-प्रेमसे 
विह्ृळ होकर लक्ष्मणको उठाया और इस प्रकार 
पूछा--'सौम्य ! मुनिजनोंको ही प्रिय लगनेवाले इस 
'बनमें तुम कैसे आये > बताओ, माता कौसल्याके 
गर्भरूपी झुक्तिसे जो मौक्तिकके समान प्रकट हुए हैं, वे 
मेरे आराध्यदेव श्रीरघुनाथजी तो कुशलसे हैं न ? देवर ! 
उन्होंने अकीर्तिसे डरकर तुम्हें मेरे परित्यागका कार्य सौंपा 
था। यदि इससे भी संसारमें उनकी निर्मल कीर्तिका 
विस्तार हो सके तो मुझे संतोष ही होगा । मैं अपने प्राण 
देकर भी पतिदेवके सुयशको स्थिर रखना चाहती हूँ। 
उन्होंने मुझे त्याग दिया है तो भी मैंने उनका थोड़ी देरके 
लिये भी कभी त्याग नहीं किया है। [निरन्तर उन्हींका 
चिन्तन करती रहती हूँ] मेरे ऊपर सदा कृपा रखनेवाली 
माता कौसल्याको तो कोई कष्ट नहीं है ? वे कुशलसे हैं 
न? भरत आदि भाई भी तो सकुशल हैं न? तथा 
महाभागा सुमित्रा, जो मुझे अपने भ्राणॉसे भी बढ़कर 
प्रिय मानती हैं, कैसी हैं? उनकी कुशल बताओ।' 
इस प्रकार सीताने जन बारम्बार सबकी कुशल 
पूछी तो लक्ष्मणने कहा--'देनि | महाराज कुशलसे हैं 
और आपकी भी कुशलता पूछ रहे हैं। माता कौसल्या, 
सुमित्रा तथा राजभवनकी अन्य सभी देवियोंने प्रेमपूर्वक 
आशीर्वाद देते हुए आपकी कुशल पूछी है। भरत और 
कत्रुघ्रने कुशल-प्रश्नके साथ ही आपके श्रीचरणेंमें 
प्रणाम कहलाया है, जिसे मैं सेवामे निवेदन करता हूँ। 
गुरुओं तथा समस्त गुरुपलियोंने भी आशीर्वाद दिया है, 
साथ ही कुशल-मङ्गल भी पूछा है। महाराज श्रीराम 
आपको बुला रहे हैं। हमारे स्वामीने कुछ रोते-रोते 
आपके प्रति जो सन्देश दिया है, उसे सुनिये। खक्ताके 


चढ 


+ अर्चयस्व हषीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


हृदयमें जो बात रहती है, वह उसकी वाणीमें निस्सन्देह 
व्यक्त हो जाती है [श्रीरघुनाथजीने कहा है--] 
*सतीशिरोमणि सीते! लोग मुझे ही सबके ईश्वरका 
भी ईश्वर कहते हैं; किन्तु मैं कहता हूँ, जगत्‌में जो 
कुछ हो रहा है; इसका स्वतन्त्र कारण अदृष्ट (प्रारब्ध) 
ही है। जो सबका ईश्वर है, वह भी प्रत्येक कार्यमें 
अदृष्टका ही अनुसरण करता है। मेरे घनुष तोड़नेमें, 
कैकेयीकी बुद्धि भ्रष्ट होनेमें, पिताकी मृत्युमें, मेरे वन 
जानेमें, वहाँ तुम्हारा हरण होनेमें, समुद्रके पार जानेमें, 
राक्षसराज रावणके मारनेमें, प्रत्येक युद्धके अवसरपर 
वानर, भालू और राक्षसॉंकी सहायता मिलनेमें, तुम्हारी 
ओ्राप्तिमे, मेरी प्रतिज्ञाके पूर्ण होनेमें, पुनः अपने बन्धुओँके 
साथ संयोग होनेमें, राज्यकी प्राप्तिमें तथा फिर मुझसे 
मेरी प्रियाका वियोग होनेमें एकमात्र अदृष्ट ही अनिवार्य 
कारण है। देवि ! आज वही अदृष्ट फिर हम दोनोंका 
संयोग करानेके लिये प्रसन्न हो रहा है । ज्ञानीलोग भी 
अदृष्टका ही अनुसरण करते हैं। उस अदृष्टका भोगसे 
ही क्षय होता है; अतः तुमने बनमें रहकर उसका भोग 
पूरा कर लिया है। सीते ! तुम्हारे प्रति जो मेरा अकृत्रिम 
स्नेह है, बह निरन्तर बढ़ता रहता है, आज वही स्नेह 
निन्दा करनेवाले लोगॉकी उपेक्षा करके तुम्हें आदरपूर्वक 
बुला रहा है। दोषकी आशङ्का-मात्रसे भी स्त्रेहकी 
निर्मलता नष्ट हो जाती है; इसलिये विद्वानोंको [दोषके 
मार्जनद्वारा] स्रेहको शुद्ध करके ही उसका आस्वादन 
करना चाहिये। कल्याणी ! [तुम्हें बनमें भेजकर] मैंने 
तुम्हारे प्रति अपने स्त्रेहकी शुद्धि ही की है; अतः तुम्हें 
इस विषयमें कुछ अन्यथा विचार नहीं करना चाहिये। 
[मैने तुम्हार त्याग किया है--ऐसा नहीं मानना 
चाहिये] । शिष्ट पुरुषोंके मार्गका अनुसरण करके मैंने 
निन्दा करनेवाले लोगोंकी भी रक्षा ही की है। देवि! 
हम दोनॉकी जो निन्दा की गयी है, इससे हमारी तो 
प्रत्येक अनस्थामें शुद्धि ही होगी; किन्तु ये मूर्खलोग जो 
*महापुरुषोके चरित्रको लेकर निन्दा करते हैं; इससे वे 
स्वयं ही नष्ट हो जायँगे । हम दोनोंको कीर्ति उज्ज्वल है, 
हम दोनोंका स्लेह-रस उज्ज्वल है, हमलोगोंके यंशा 


उज्ज्वल हैं तथा हमारे सम्पूर्ण कर्म भी उज्ज्वल हैं। इस 
पृथ्वीपर जो हम दोनोंकी कीर्तिका गान करनेवाले पुरुष 
हैं, वे भी उण्ज्वल रहेंगे। जो हम दोनोंके प्रति भक्ति 
रखते हैं, वे संसार-सागरसे पार हो जायँगे ।' इस प्रकार 
आपके गुणोंसे प्रसन्न होकर श्रीरघुनाथजीने यह संदेश 
दिया है; अतः अब आप अपने पतिदेवके चरण- 
कमलोंका दर्शन करनेके लिये अपने मनको उनके प्रति 
सदय बनाइये । महारानी ! आपके दोनों कुमार हाथीपर 
बैठकर आगे-आगे चलें, आप शिविकामें आरूढ़ होकर 
मध्यमें रहें और मैं आपके पीछे-पीछे चळूं । इस तरह 
आप अपनी पुरी अयोध्यामें पधारें। जहाँ चलकर जब 
आप अपने प्रियतम श्रीरामसे मिलेंगी, उस समय 
यज्ञशालामें सब ओरसे आयी हुई सम्पूर्ण राज- 
महिलाओंको, समस्त ऋषि-पल्नियोंको तथा माता 
कौसल्याको भी बड़ा आनन्द होगा। नाना प्रकारके 
बाजे बजेंगे, मङ्गलगान होंगे तथा अन्य ऐसे ही 
समारोहेकि द्वारा आज आपके शुभागमनका महान्‌ 
उत्सव मनाया जायगा ।' 

शेषजी कहते हैं--मुने ! यह सन्देश सुनकर 
महारानी सीताने कहा--'लक्ष्मण ! मैं धर्म, अर्थ और 
कामसे शून्य हूँ। भला मेरे द्वारा महाराजका कौन-सा 
कार्य सिद्ध होगा ? पाणिग्रहणके समय जो उनका 
मनोहर रूप मेरे हृदयमें नस गया, वह कभी अलग नहीं 
होता। ये दोनों कुमार उन्हीके तेजसे प्रकट हुए हैं। ये 
वैशके और महान्‌ वीर हैं। इन्होंने धनुर्विद्यामें 
विशिष्ट योग्यता प्राप्त की है। इन्हें पिताके समीप ले 
जाकर यलपूर्वक इनका लालन-पालन करना । मैं तो 
अब यहीं रहकर तपस्याके द्वारा अपनी इच्छाके अनुसार 
औरघुनाथजीकी आराधना करूँगी। महाभाग ! तुम वहाँ 
जाकर सभी पूज्यजनॉके चरणॉमें मेरा प्रणाम कहना 
और सबसे कुशल बताकर मेरी ओरसे भी सबकी 
कुशल पूछना ।' 

इसके बाद सीताने अपने दोनों बालकोंको आदेश 
दिया--'पुत्रो ! अब तुम आपने पिताके पास जाओ। 
उनकी सेवा-शुश्रूषा करना । चे तुम दोनॉको अपना पद 


पातालखण्ड ] 


* खाल्मीकिजीके द्वारा सीताकी शुद्धताका परिचय + 


दाई 


प्रदान करेंगे।' 


हम माताके चरणोंसे अलग हों; फिर भी उनकी आज्ञा 
मानकर वे लक्ष्मणके साथ गये। वहाँ पहुँचनेपर भी वे 
वाल्मीकिजीके ही चरणोंके निकट गये। लक्ष्मणने भी 
बालकोंके साथ जाकर पहले महर्षिको ही प्रणाम किया । 
फिर वाल्मीकि, लक्ष्मण तथा वे दोनों कुमार सब एक 
साथ मिलकर चले और श्रीरामचन्द्रजीको सभामें स्थित 
जान उनके दर्शनके लिये उत्कण्ठित हो वहीं गये। 
लक्ष्मणने श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंमें प्रणाम करके सीताके 
साथ जो कुछ बातचीत हुई थी, वह सब उनसे कह 
सुनायी। उस समय परम बुद्धिमान्‌ लक्ष्मण हर्ष और 
शोक--दोनों भावोंमें मग्न हो रहे थे। 
श्रीरामचन्द्रजीने कहा--सखे ! एक बार फिर 
यहाँ जाओ और महान्‌ प्रयत्न करके सीताको शीघ्र यहाँ 
ले आओ। तुम्हारा कल्याण हो । मेरी ये बातें जानकीसे 
कहना--'देवि ! क्या वनमें तपस्या करके तुमने मेरे 
सिवा कोई दूसरी गति आप्त करनेका विचार किया है? 
अथवा मेरै अतिरिक्त और कोई गति सुनी या देखी है जो 
मेरे जुळानेपर भी नहीं आ रही हो? तुम अपनी ही 


कुश और लव नहीं चाहते थे कि 


इच्छाके कारण यहाँसे मुनियोंको प्रिय लगनेवाले बनमें 
गयी थीं। वहाँ तुमने मुनिपत्रियॉंका पूजन किया और 
मुनियोंके भी दर्शन किये; अब तो तुम्हारी इच्छा पूरी 
हुई ! अब क्यों नहीं आतीं ? जानकी ! स्त्रो कहीं भी 
क्‍यों न जाय, पति ही उसके लिये एकमात्र गति है। वह 
गुणहीन होनेपर भी पत्नीके लिये गुणोंका सागर है । फिर 
यदि वह मनके अनुकूल हुआ तब तो उसकी मान्यताके 
बिषयमें कहना ही क्या है । उत्तम कुलकी खियाँ जो-जो 
कार्य करती हैं, बह सब पतिको सन्तुष्ट करनेके लिये ही 
होता है। परन्तु मैं तो तुमपर पहलेसे ही विशेष सन्तुष्ट 
हूँ और इस समय वह सन्तोष और भी बढ़ गया है। 
त्याग, जप, तप, दान, ब्रत, तीर्थ और दया आदि सभी 
साधन मेरे प्रसन्न होनेपर ही सफल होते हैं। मेरै सन्तुष्ट 
होनेपर सम्पूर्ण देवता सन्तुष्ट हो जाते हैं, इसमें तनिक भी 


| सन्देह नहीं है 


लक्ष्मणने कहा--भगवन्‌ ! सीताको ले आनेके 
उद्देश्यसे प्रसन्न होकर आपने जो-जो बातें कही हैं, वह 
सब मैं उन्हें विनयपूर्वक सुनाऊँगा। 

ऐसा कहकर लक्ष्मणने श्रीरघुनाथजीके चरणोंमें 
प्रणाम किया और अत्यन्त वेगशाली रथपर सवार हो वे 
तुरंत सीताके आश्रमपर चल दिये। तदनम्तर 
वाल्मीकिजीने श्रीरामचन्द्रजीके दोनों पुत्रोकी ओर, जो 
परम शोभायमान और अत्यन्त तेजस्बी थे, देखा तथा 
किञ्चित्‌ मुसकराकर कहा--'वत्स ! तुम दोनों वीणा 
बजाते हुए मधुर स्वरसे श्रोरामचन्द्रजीके अद्भुत चरित्रका 
गान करो।' महर्षिके इस प्रकार आज्ञा देनेपर उन 
बड्भागी बालकोनि महान्‌ पुण्यदायक श्रीरामचरित्रका 
गान किया, जो सुन्दर नाकयों और उत्तम पदोमे चित्रित 
हुआ था, जिसमें धर्मकी साक्षात्‌ विधि, पातित्रत्यके 
उपदेश, महान्‌ भातृ-स्त्रेह तथा उत्तम गुरुभक्तिका वर्णन 
है। जहाँ स्वामी और सेवककी नीति मूर्तिमान्‌ दिखायी 
देती है तथा जिसमें साक्षात्‌ श्रीरघुनाथजीके हाथसे 
पापाचारियोंको दण्ड मिलनेका वर्णन है। बालकोंके उस 
गानसे सारा जगत्‌ मुग्ध हो गया। स्वर्गके देवता भी 
विस्मयमें पड़ गये । किन्नर भी वह गान सुनकर मूर्च्छित 


( संक्षिप्त पद्मपुराण 


हो गये । श्रीराम आदि सभी राजा नेत्रोसे आनन्दके आँसू 


बहाने रूगे। वे गीतके पञ्चम स्वरका आलाप सुनकर 
ऐसे मोहित हुए कि हिल-डुल नहीं सकते थे; चित्र- 
लिखित-से जान पड़ते थे। 
तत्पश्चात्‌ महर्षि वाल्मीकिने कुश और लवसे 
कृपापूर्वक कहा--“वत्स ! तुमलोग नीतिके विद्धानोंमें 
श्रेष्ठ हो, अपने पिताको पहचानो [ये श्रीरघुनाथजी तुम्हारे 
पिता हैं; इनके प्रति पुत्रोचित बर्ताव करो] ।' मुनिका यह 
वचन सुनकर दोनों बालक विनीतभावसे पिताके चरणॉमें 
लग गये। माताकी भक्तिके कारण उन दोनोंके हृदय 
अत्यन्त निर्मल हो गये थे। श्रीरामचन्द्रजीने अत्यन्त 
प्रसन्न होकर अपने दोनों बालकॉको छातीसे लगा 
लिया । उस समय उन्होंने ऐसा माना कि मेरा धर्म ही इन 
दोनों पुत्रॉके रूपमें मूर्तिमान्‌ होकर उपस्थित हुआ है। 
वात्स्यायनजी ! सभामें बैठे हुए लोगोने भी श्रीरामचन्द्र- 
जीके पुत्रोंका मनोहर मुख देखकर जानकीजीकी पति- 
भक्तिको सत्य माना। 
'डोषजीके मुखसे इतनी कथा सुनकर वात्स्यायनको 
सम्पूर्ण धर्मोसे युक्त रामायणके विषयमें कुछ सुननेकी 
इच्छा हुई; अतएव उन्होंने पूछा--'स्वामिन्‌ ! महर्षि 


वाल्मीकिने इस रामायण नामक महान्‌ काव्यकी रचना 
किस समय की, किस कारणसे की तथा इसके भीतर 
किन-किन बातोंका वर्णन है ?' 

* शेषजीने कहा--एक समयकी बात है, 
वाल्मीकिजी महान्‌ चनके भीतर गये, जहाँ ताल, तमाल 
और खिले हुए पलाइके वृक्ष शोभा पा रहे थे। 
कोयलकी मीठी तान और श्रमरोंकी गुंजारसे गुंजते 
रहनेके 'कारण बह बन्यप्रदेश सत्र ओरसे रमणीय जान 
पड़ता था। कितने ही मनोहर पक्षी वहाँ बसेस ले रहे 
थे। महर्षि जहाँ खड़े थे, उसके पास ही दो सुन्दर 
क्रौञ्चपक्षी कामबाणसे पीड़ित हो रमण कर रहे थे। 
दोनोंमें परस्पर स्त्रेह था और दोनों एक-दूसरेके सम्पर्कमें 
रहकर अत्यन्त हर्षका अनुभव करते थे । इसी समय एक 
व्याध वहाँ आया और उस निर्दयीने उन पक्षियोंमेंसे 


एकको जो बड़ा सुन्दर था, बाणसे मार गिराया । यह देख 
मुनिको बड़ा क्रोध हुआ और उन्होंने सरिताका पावन 
जल हाथमें लेकर क्रौञ्चकी हत्या करनेवाले उस 
निषादको झाप दिया--'ओ निषाद ! तुझे कभी भी 
शाश्वत शान्ति नहीं मिलेगी; क्योंकि तूने इन क्रौञ्च 
पक्षियोंमेंसे एककी, जो कामसे मोहित हो रहा था, 


पात्तालखण्ड ] 


= वाल्मीकिजीके द्वारा सीताकी शुद्धताका परिचय + 


सण 


[बिना किसी आपराधके] हत्या कर डाली है।'* 
'यह वाक्य छन्दोबद्ध इलोकके रूपमें निकला; इसे 
सुनकर मुनिके सिष्योंने प्रसन्न होकर कहा-_- स्वामिन्‌ ! 
आपने झाप देनेके लिये जिस वाक्यका प्रयोग किया है, 
उसमें सरस्वती देवीने इत्त्रेकका विस्तार किया है। 
मुनिश्रेष्ठ ! यह वाक्य अत्यन्त मनोहर इलोक बन गया 
है।' उस समय ब्रह्मर्षि वाल्मीकिजीके मनमें भी बड़ी 
प्रसन्नता हुई । उसी अवसरपर ब्रह्माजीने आकर 


स 


वाल्मीकिजीसे कहा--'मुनीश्वर ! तुम धन्य हो! आज 
सरस्वती तुम्हारे मुखमें स्थित होकर ₹लोकरूपमें प्रकट 
हुई है। इसलिये अब तुम मधुर अक्षरोंमें सुन्दर 
रामायणकी रचना करो | मुखसे निकलनेवाली नही वाणी 
धन्य है, जो श्रीरामनामसे युक्त हो। इसके सिवा, अन्य 
जितनी बाते हैं, सन कामकी कथाएँ हैं, ये मनुष्योकि लिये 
केबल सूतक, (अपचित्रता) उत्पन्न करती हैं। अतः तुम 
श्रीरामचन्द्रजीके लोकप्रसिद्ध चरित्रको लेकर काव्य रचना 
करो, जिससे पद-पदपर पापियोंके पापका निवारण 
होगा ।' इतना कहकर ब्रह्माजी सम्पूर्ण देवताओंके साथ 
अन्तर्धान हो गये। 


तदनन्तर, एक दिन वाल्मीकिजी नदीके मनोहर 
तटपर ध्यान लगा रहे थे । उस समय उनके हृदयमें सुन्दर 
रूपधारी श्रीरामचन्द्रजी प्रकट हुए। नीळ पद्म-दलके 
समान श्याम विग्रहवाले कमलनयन .श्रीरामचन्द्रजीका 


दर्शन पाकर मुनिने उनके भूत, वर्तमान और भविष्य 

तीनों कालके चरित्रोंका साक्षात्कार किया । फिर तो उन्हे 

बड़ा आनन्द मिला और उन्होंने मनोहर पदों तथा नाना 
म्रकारके छन्दोमें रामायणकी रचना की । उसमें अत्यन्त 
मनोरम छः काण्ड हैं--बाल, आरण्यक, किष्किन्धा, 

सुन्दर, युद्ध तथा उत्तर । महामते ! जो इन काण्डोंको 
सुनता है, बह मनुष्य सब पापॉंसे मुक्त हो जाता है। 
बालकाण्डमे--राजा दशरथने प्रसत्नतापूर्वक पुत्रेष्टि यज्ञ 
करके चार पुत्र प्राप्त किये, जो साक्षात्‌ सनातन ब्रह्म 
औहरिके अवतार थे । फिर श्रीरामचन्द्रजीका विश्वामित्रके 
चज्ञमें जाना, नहाँसे मिथिलामें जाकर सीतासे विवाह 
करना, मार्गमें परशुरामजीसे मिलते हुए अयोध्यापुरीमें 
आना, वहाँ युवराजपदपर अभिषेक होनेकी तैयारी, फिर 


* मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वतीः समाः। यत्क्रौक्पक्षिणोरेकमवधीः 


'काममोहितम्‌ ॥ 


५४६ 


* अर्चयस्व हषीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पदापुराण 


माता कैकेयीके कहनेसे बनमें जाना, गङ्गापार करके 
चित्रकूट पर्वतपर पहुँचना तथा वहाँ सीता और लक्ष्मणके 
साथ निवास करना- इत्यादि प्रसड्रोंका वर्णन है। इसके 
अतिरिक्त न्यायके अनुसार चलनेवाले भरतने जब अपने 
भाई श्रीरामके बनमें जानेका समाचार सुना तो वे भी उन्हें 
'लोटानेके लिये चित्रकूट पर्वतपर गये, किन्तु उन्हें जब न 
लौटा सके तो स्वयं भी उन्होंने अयोध्यासे बाहर नन्दिग्राममें 
वास किया । ये सब बातें भी बालकाण्डके ही अन्तर्गत हैं । 
इसके बाद आरण्यककाष्डमें आये हुए विषयोंका वर्णन 
सुनिये। सीता और लक्ष्मणसहित श्रीरामका भिन्न-भिन्न 
मुनियोंके आश्रमोमे निवास करना, वहाँ-वहाँके स्थान 
आदिका वर्णन, शूर्पणखाकी नाकका काटा जाना, खर 
और दूषणका विनाश, मायामय मृगके रूपमें आये हुए 
मारीचका मारा जाना, राक्षस रावणके द्वारा राम-पत्नी 
सीताका हरण, श्रीरामका विरहाकुल होकर वनमें भटकना 
और मानवोचित लीलाएँ करना, फिर कबन्धसे भेंट होना, 
पम्पासरोवरपर जाना और श्रीहनुमानजीसे मिलाप 
होना--ये सभी कथाएँ, आरण्यककाण्डके नामसे प्रसिद्ध 
हैं। तदनन्तर श्रीरामद्वाणा सप्त ताल-वृक्षोंका भेदन, 
बालिका अद्भुत वध, सुग्रीवको राज्यदान, लक्ष्मणके द्वारा 
सुप्रीवको कर्तव्य-पालनका सन्देश देना, सुग्रोबका नगरसे 
निकलना, सैन्यसंग्रह, सीताकी खोजके लिये वानरोंका 
'भेजा जाना । वानरोंकी सम्पातिसे भेंट, हनुमानजीके द्वारा 


समुद्र-लङ्घन और दूसरे तटपर उनका पहुँचना--ये सब 
प्रसद्ध किष्किन्धाकाण्डके अन्तर्गत हैं। यह काण्ड अद्भुत 
है। अब सुन्दरकाण्डका वर्णन सुनिये, जहाँ श्रोशम- 
चन्द्रजीकी अद्भुत कथाका उल्लेख है । हनुमान्‌जीका 
सीताकी खोजके लिये लङकाके प्रत्येक घरमें घूमना तथा 
वहाँके विचित्र-विचित्र दृश्योंका देखना, फिर सीताको 
दर्शन, उनके साथ बातचीत तथा बनका विध्वंस, कुपित 
हुए राक्षसोंके द्वारा हनुमान्‌जीका बन्धन, हनुमानजीके 
द्वारा लङ्काका दाह, फिर समुद्रके इस पार आकर उनका 
बानरोंसे मिलना। श्रीरामचन्द्रजीको सीताकी दी हुई 
पहचान अर्पण करना, सेनाका लङ्काके लिये प्रस्थान, 
समुद्रमे पुल बाँधना तथा सेनामें शुक और सारणका 
आना--ये सन विषय सुन्दरकाण्डमें हैं। इस प्रकार 
सुन्दरकाण्डका परिचय दिया गया। युद्धकाण्डमे युद्ध 
और सीताकी प्राप्तिका वर्णन है । उत्तरकाण्डमें श्रीरामका 
ऋषियोंके साथ संवाद तथा यज्ञका आरम्भ आदि है। 
उसमें श्रीरामचन्द्रजीकी अनेकों कथाओंका वर्णन है, जो 
श्रोताओंके पापको नाश करनेवाली हैं। इस प्रकार मैंने 
छः काण्डोंका वर्णन किया । ये ब्रह्महत्याके पापको भी दूर 
करनेवाले हैं। उनकी कथाएँ, बड़ी मनोहर हैं। मैंने यहाँ 
संक्षेपसे ही इनका परिचय दिया है। जो छः काण्डोंसे 
चिहित और चौबीस हजार इलोकॉसे युक्त है, उसी 
वाल्मीकिनिर्मित अन्थको रामायण नाम दिया गया है। 


—— जै" 
सीताका आगमन, यज्ञका आरम्भ, अश्वकी मुक्ति, उसके पूर्वजन्मकी कथा, यज्ञका 
उपसंहार और रामभक्ति तथा अश्वमेध-कथा-श्रवणकी महिमा 


डोषजी कहते हैं--मुने ! तदनन्तर लक्ष्मणने 
आकर पुनः जानकीके चरणोंमें प्रणाम किया। 
विनयशील लक्ष्मणको आया देख पुनः अपने बुलाये 
जानेकी बात सुनकर सीताने कहा--'सुमित्रानन्दन ! 
मुझे श्रीरामचन्द्रजीने महान्‌ वनमें त्याग दिया है, अतः 
अब मैं कैसे चल सकती हूँ? यहीं महर्षि वाल्मीकिके 
आश्रमपर रहूँगी और निरन्तर श्रीरामका स्मरण किया 
करूँगी।' उनकी बात सुनकर लक्ष्मणने कहा-- 


“माताजी ! आप पतित्रता हैं, श्रीरघुनाथजी बारम्बार 
आपको बुला रहे हैं। पतित्रता ख्जी अपने पतिके 
अपराधको मनमें नहीं लाती; इसलिये इस उत्तम रथपर 
बैठिये और मेरे साथ चलनेकी कृपा कीजिये ।' पतिको 

देवता माननेवाली जानकीने लक्ष्मणकी ये सन बातें 
सुनकर आश्रमकी सम्पूर्ण तपस्विनी स्त्रियों तथा बेदखेत्ता 
मुनियोंको प्रणाम किया और मन-ही-मन औरामका 
स्मरण करती हुई वे रथपर बैठकर अयोध्यापुरीकी ओर 


पात्तलखण्ड ] » सीताका आगमन, यज्ञका आरम्भ तथा अश्वमेध-कथा-श्रवणकी महिमा + ५४७ 


चलीं । उस समय उन्होंने बहुमूल्य वस्त और आभूषण 
धारण किये थे। क्रमशः नगरीमें पहुँचकर वे सरयू 
नदीके तटपर गर्या, जहाँ स्वयं श्रीरघुनाथजी विराजमान 
थे। पातित्रत्यमें तत्पर रहनेवाली सुन्दरी सीता वहाँ 
जाकर रथस उतर गयीं और लक्ष्मणके साथ श्रीराम- 
चम्द्रजीक समीप पहुँचकर उनके चरणोंमें लग गयीं। 


आशीर्वाद प्रदान किया । श्रीरामचन्द्रजीकी प्यारी पली 
सती-साध्वी सीता सबको प्रणाम करके बहुत प्रसन्न 
हुई । श्रीरघुनाथजीकी धर्मपलोको उपस्थित देख महर्षि 
कुम्भजने सोनेकी सीताको हटा दिया और उसकी जगह 
उन्हींको निठाया । उस समय यज्ञमण्डपमें सीताके साथ 
बैठ हुए श्रीरामच्द्रजीकी बड़ी शोभा हुई। फिर उत्तम 
"समय आनेपर श्रीरघुनाथजीने यज्ञक्रा कार्य आरम्भ 
किया। उन्होंने उत्तम बुद्धिवाले बसिष्ठसे पूछा-- 
“स्वामिन्‌ ! आब इस श्रेष्ठ यज्ञमें कौन-सा आवश्यक 
कर्तव्य बाकी रह गया है?' रामकी बात सुनकर 
१ महाबुद्धिमान्‌ गुरुदेवने कहा--'अब आपको ब्राह्मणोंकी 
! सन्तोषजनक पूजा करनी चाहिये।' यह सुनकर 
( श्रीरामचन्द्रजीन महर्षि कुम्भजको पूज्य मानकर सबसे 
। रल और सुवर्णेकि अनेकों 
हः भु 


अनकां 


प्रेमबिह्ला जानकीको आयी देख श्रीरामचन्द्रजी 
बोले---'साध्वि ! इस समय तुम्हारे साथ मैं यज्ञकी 
समाप्ति करूँगा।' 

तत्पश्चात्‌ सीता महर्षि वाल्मीकि तथा अन्यान्य 
ब्रह्मर्षियोंको नमस्कार करके माताओकि चरणोंमें प्रणाम 
करनेके लिये उत्कण्ठापूर्वक उनके पास गयीं। वीर 
पत्रॉंको जन्म देनेवाली अपनी प्यारी बहू जानकीको आती 
देख कौसल्याको बड़ा हर्ष हुआ । उन्होंने सीताको बहुत 


आशीर्वाद दिया। कैकेयीने भी विदेहनन्दिनीको अपने 
चरणोंमें प्रणाम करती देखकर आशीर्वाद देते हुए 
कहा--'बेटी ! तुम अपने पति और पुत्रोंके साथ 
चिरकालतक जीवित रहो ।' इसी प्रकार सुमित्राने भी 
पुत्रवती जानकीको अपने पैरपर पड़ी देख उत्तम 


भार, मनुष्योसे भरे हुए कई देश 
प्रीतिदायक बस्तुएँ दक्षिणामें देकर उन्होंने पलीसहित 
अगस्त्य मुनिका सत्कार किया । फिर उत्तम रत्न आदिके 
द्वारा पत्नीसहित महर्षि च्यवनका पूजन किया। इसी 
अकार अन्यान्य महर्षियों तथा सम्पूर्ण तपस्वी ऋत्विजोंका 


“डट 


* अर्चयस्क हषीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ « 


[ संक्षिप्त पद्मपुरुण 


५५: ७७७५ ५५३३७४७७३७ ७३३५७७७०७७ ७७७७७९७७६७ ७७७७७०७७४७ ७७७७७७७७७७ ०७७७७०७७७७ ७५७७७७७ 


भी उन्होंने अनेकों भार सुवर्ण और रत्न आदिके द्वारा 


सत्कार किया। उस यज्ञमें श्रीरामने ब्राह्मणोंको बहुत £ 


दक्षिणा दी। दीनों, अंधों और दुःखियोंको भी नाना 


श्रीरामके हाथका 


अकारके दान दिये। विचित्र-विचित्र वस्र तथा मधुर £ ॥ 50) 


भोजन वितीर्ण किये। भगवान्ले शाखकी आज्ञाके 
अनुसार ऐसा दान किया, जो सबको सन्तोष देनेवाला 
था। उन्हें सबको दान देते देख महर्षि कुम्भजको बड़ी 
प्रसत्रता हुई । उन्होंने अश्वको नहलानेके निमित्त अमृतके 
समान जल मैंगानेके लिये चौसठ राजाओंको उनकी 
रानियोंसहित बुलाया। श्रीरामचन्द्रजी सब प्रकारके 


अलक्कारोंसे सुशोभित सीताजीके साथ सोनेके घड़ेमें जल , 
ले आनेके लिये गये । उनके पीछे माण्डबीके साथ भरत, ||| 


उर्मिलाके साथ लक्ष्मण, श्रुतिकीर्तिके साथ शत्रुघ्न, 
कान्तिमतीके साथ पुष्कल, कोमलाके साथ लक्ष्मीनिधि, 
महामूर्तिके साथ विभीषण, सुमनोहारीके साथ सुरथ तथा 
मोहनाके साथ सुग्रीन भी चले! इसी प्रकार और कई 
राजाओंको वसिष्ठ ऋषिने भेजा । उन्होंने स्वयं भी शीतल 
एवं पवित्र जलसे भरी हुई सरयूमें जाकर वेदमन्त्रके 
द्वारा उसके जलको अभिमन्त्रित किया । बे बोले--'हे 
"जल! तुम सम्पूर्ण लोकोंकी रक्षा करनेवाले 
श्रीरामचन्त्रजीके यज्ञके लिये निश्चित किये हुए इस 
अश्वको पनित्र करो ।' 
मुनिके अभिमन्त्रित किये हुए उस जलको राम 
आदि सभी राजा ब्राह्मणोद्रारा सुसंस्कृत यज्ञ-मप्डपमें ले 
आये । उस निर्मल जलसे दूघके समान श्वेत अश्वको 
नहलाकर महर्षि कुम्भजने मन्त्रद्वारा रामके हाथसे उसे 
अभिमन्त्रित कराया । श्रीरामचन्द्रजी अश्वको लक्ष्य 
करके ओले--“महाबाह ! ब्राह्मणोंसे भरे हुए इस 
अक्ष-मण्डपमें तुम मुझे पवित्र करो। ऐसा कहकर 
श्रीयमने सीताके साथ उस अश्वका स्पर्श किया। उस 
समय सम्पूर्ण ब्राह्मणोंको कौतूहल्बरा यह बडी विचित्र 
जात मालूम पड़ी। वे आपसमें कहने लगे--'अहो | 
जिनके नामका स्मरण करनेसे मनुष्य बड़े-बड़े पापॉसे 
छुटकारा पा जाते हैं, वे ही श्रीयमचन्द्रजी यह क्या कह 
रहे हैं [क्या अथ इन्हें पवित्र करेगा ?] ।' यज्ञ-मण्डपमें 


+*-+ बट: ६ :9 
परित्याग करके तुरंत दिव्यरूप धारण कर लिया। 
घोड़ेका शरीर छोड़कर दिव्यरूपधारी मनुष्यके रूपमें 
प्रकट हुए डस अश्वको देखकर यज्ञमें आये हुए सब 
लोगोंको बड़ा विस्मय हुआ । यद्यपि श्रीरामचन्द्रजी स्वम 
सब कुछ जानते थे, तो भी सब लोगोंको इस रहस्यका 
ज्ञान करानेके लिये उन्होंने पूछा--'दिव्य शरीर 
धारण करनेवाले पुरुष ! तुम कौन हो ? अश्व-योनिमें 
क्यों पड़े थे तथा इस समय क्या करना चाहते हो? ये 
सब बातें बताओ।' 

रामकी बात सुनकर दिव्यरूपधारी पुरुषने कहा--- 
“भगवन्‌ ! आप बाहर और भीतर सर्वत्र व्याप्त हैं; अतः 
आपसे कोई बात छिपी नहीं है। फिर भी यदि पूछ रहे 
हैं तो मै आपसे सब कुछ ठीक-ठीक बता रहा हूँ। 
पूर्वजन्ममें मैं एक परम धर्मात्मा ब्राह्मण था, किन्तु मुझसे 
एक अपराध हो गया। महानाहो ! एक दिन मैं 
पापहारिणी सरयूके तटपर शया और वहाँ स्नान, पितरोंका 
तर्पण तथा विधिपूर्वक दान करके वेदोक्त रीतिसे आपका 
ध्यान करने लगा! महाराज ! उस समय मेरे पास 


पातालखण्ड ] 


५ सीताका आगमन, यज्ञका आरम्भ तथा अश्वमेध-कथा-श्रवणकी महिमा + 


दर 


बहुत-से मनुष्य आये और उन सबको ठगनेके लिये मैंने 
कई प्रकारका दम्भ प्रकट किया । इसी समय महातेजस्वी 
महर्षि दुर्बासा अपनी इच्छाके अनुसार पृथ्वीपर विचरते 
हुए वहाँ आये और सामने खड़े होकर मुझ दम्भीको 
देखने लगे । मैंने मौन धारण कर रखा था; न तो उठकर 
उन्हें अर्घ्य दिया और न उनके प्रति कोई स्वागतपूर्ण 
वचन ही मुँहसे निकाला । मैं उन्मत्त हो रहा था । महामति 
दुर्वासाका स्वभाव तो यों ही तीक्ष्ण है, मुझे दम्भ करते 
देख वे और भी प्रचण्ड क्रोधके वशीभूत हो गये तथा 
शाप देते हुए बोले--'तापसाधम ! यदि तू सरयूके 
त्तटपर ऐसा घोर दम्भ कर रहा है तो पशु-योनिको प्राप्त 
हो जा ।' मुनिके दिये हुए शापको सुनकर मुझे बड़ा दुःख 
हुआ और मैंने उनके चरण पकड़ लिये । रघुनन्दन ! तन 
मुनिने मुझपर महान्‌ अनुग्रह किया। वे बोले-- 
“तापस ! तू श्रीरामचन्द्रजीके अश्वमेध यज्ञका अश्व 
बनेगा; फिर भगवानके हाथका स्पर्श होनेसे तू दम्भहीन, 
दिव्य एवं मनोहर रूप धारण कर परमपदको प्राप्त हो 
जायगा।' महर्पिका दिया हुआ यह झाप भी मेरे लिये 
अनुग्रह बन गया । राम ! अनेकों जन्मोंके पश्चात्‌ देवता 
आदिके लिये भी जिसकी प्राप्ति होनी कठिन है वही 
आपकी अङ्गुलियोंका अत्यन्त दुर्लभ स्पर्श आज मुझे 
प्राप्त हुआ है। महाराज ! अब आज्ञा दीजिये, मैं आपकी 
कृपासे महत्‌ पदको प्राप्त हो रहा हूँ। जहाँ न शोक है, 
न जरा; न मृत्यु है, न कालका विलास--उस स्थानको 
जाता हूँ। राजन्‌! यह सन आपका ही प्रसाद है ।' 
यह कहकर उसने श्रीरघुनाथजीकी परिक्रमा की 
और श्रेष्ठ विमानपर बैठकर भगवानके चरणोंकी कृपासे 
वह उनके सनातन घामको चला गया। उस दिव्य 
पुरुषकी बातें सुनकर अन्य साधारण लोगोंको भी 
श्रीरामचन्द्रजीकी महिमाका ज्ञान हुआ और वे 
सन-के-सब परस्पर आनन्दमग्न होकर बड़े विस्मयमें 
पड़े। महाबुद्धिमान्‌ वात्स्यायनजी ! सुनिये; दम्भपूर्वक 
स्मरण करनेपर भी भगवान्‌ श्रीहरि मोक्ष. प्रदान करते हैं, 
फिर यदि दम्भ छोड़कर उनका भजन किया जाय तब तो 
कहना ही क्या है ? जैसे भी हो, श्रीरामचन्द्रजीका निरन्तर 


स्मरण करना चाहिये; जिससे उस परमपदकी प्राप्ति होती 
है, जो देवता आदिके लिये भी दुर्लभ है। अश्वकी 
मुक्तिरूप विचित्र व्यापार देखकर मुनियेनि अपनेको भी 
कृतार्थ समझा; क्योकि वे स्वयं भी श्रीरामचन्द्रजीके 
चरणेकि दर्शन और करस्पर्शसे पवित्र हो रहे थे। 
तदनन्तर, मुनिश्रेष्ठ वसिष्ठजी, जो सम्पूर्ण देनताओंका 
मनोभाव समझनेमें निपुण थे, बोले--'रघुनन्दन ! आप 
देवताओंको कर्पूर भेंट कीजिये, जिससे जे स्वयं प्रत्यक्ष 
प्रकट होकर हविष्य ग्रहण करेंगे यह सुनकर 
श्रीरामचन्द्रजोने देवताओंकी प्रसन्नताके लिये शीघ्र ही 
बहुत सुन्दर कर्पूर अर्पण किया । इससे महर्षि बसिष्ठके 
हृदयमें बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने अद्धुतरूपधारी 
देवताओंका आवाहन किया । मुनिके आवाहन करनेपर 
एक ही क्षणमें सम्पूर्ण देवता अपने-अपने परिवारसहित 
बहाँ आ पहुँचे । 

चोषजी कहते हैं--मुने ! उस यज्ञमें दी जानेवाली 
हवि श्रीरामचन्द्रजीकी दृष्टि पड़नेसे अत्यन्त पवित्र हो 
गयी थी। देवताऑसहित इन्द्र उसका आस्वादन करने 
लगे, उन्हें तृप्ति नहीं होती थी--अधिकाधिक लेनेकी 
इच्छा बनी रहती थी। नारायण, महादेव, ब्रह्मा, वरुण, 
कुबेर तथा अन्य लोकपाल सब-के-सब तृप्त हो अपना- 
अपना भाग लेकर अपने धामको चले गये । होताका 
कार्य करनेवाले जो प्रधान-प्रधान ऋषि थे, उन सबको 
भगवानने चारों दिशाओंमें राज्य दिया तथा उन्होंने भी 
सन्तुष्ट होकर श्रीरघुनाथजीको उत्तम आशीर्वाद दिये। 
तत्पश्चात्‌ वसिष्ठजीने पूर्णाहुति करके कहा-- 
“सौभाग्यवती ख्रियाँ आकर यज्ञकी पूर्ति करनेवाले 
महाराजकी संवर्द्धना (अभ्युद्य-कामना) करें ।' उनकी 
बात सुनकर स्त्रिया उठी और बड़े-बड़े राजाओंद्वार 
पूजित श्रीरामचनद्रजीके ऊपर, जो अपने सौन्दर्यसे 
कामदेवको भी परास्त कर रहे थे, अत्यन्त हर्षके साथ 
लाजा (खील) की वर्षा करने लगीं। इसके बाद 
महर्षिने श्रीरामयन्द्रजीको अवभृथ (यज्ञान्त) स्त्रानके 
लिये प्रेरित किया।. तब श्रीरघुनाथजी आत्मीयजनोंके 
साथ सस्यूके उत्तम तटपर गये। उस समय जो लोग 


५५० 


+ अर्चयस्व हथीकेश यदीच्छसि परे पदम्‌ « 


[ संक्षिप्त पदपुराण 


सीतापतिके मुखचन्द्रका अबलोकन करते, वे एकटक 
दृष्टिसे देखते ही रह जाते थे; उनको आँखें स्थिर हो जाती 
थीं। जिनके हृदयमें चिरन्तन कालसे भगवानके दर्शनकी 
लालसा लगी हुई थी, वे लोग महाराज श्रीरामको 
सीताके साथ सरयूकी ओर जाते देखकर आनन्दमें मग्न 
हो गये। अनेकों नट और गन्धर्व उज्ज्वल यशका गान 
करते हुए सर्वलोक-नमस्कृत महाराजके पीछे-पीछे गये । 
नदीका मार्ग झुंड-के-झुंड स््री-पुरुषोंसे भरा था। उसीसे 
चलकर वे शीत एबं पवित्र जलसे परिपूर्ण सरयू नदीके 
समीप पहुँचे, वहाँ पहुँचकर कमलनयन श्रीरामने सीताके 
साथ सरयूके पावन जलमें प्रवेश किया । तत्पश्चात्‌ 
भगवानके चरणोंकी धूलिसे पवित्र हुए उस विश्ववन्दित 
जलमें सम्पूर्ण राजा तथा साधारण जन-समुदायके लोग 
भी उतरे! धर्मात्मा श्रीरामचन्द्रजी सरयूके पावन 
जळप्रबाहमें सीताके साथ चिरकाळतक क्रीड़ा करके 
बाहर निकले! फिर उन्होंने धौत-वस्न धारण किया, 
किरीट और कुण्डल पहने तथा केयूर और कङ्कणकी 
शोभाको भी आपनाया। इस प्रकार वखर और 
आभूषणोंसे विभूषित होकर करोड़ों कन्दर्पोकी सुषमा 
धारण करनेवाले श्रीरामचन्द्रजो अत्यन्त सुशोभित हुए। 
उस समथ कितने ही राजे-महाराजे उनकी स्तुति करने 
लगे । महामना श्रीरघुनाथजीने सरयूके पावन तटपर 
उत्तम खर्णसे सुशोभित यज्ञयूपकी स्थापना करके अपनी 
भुजाओंके बलसे तीनों लोकोंकी अद्भुत सम्पत्ति प्राप्त 
की, जो दूसरे नरेशेकि लिये सर्वथा दुर्लभ है । इस तरह 
भगवान्‌ श्रीरामने जनकनन्दिनी सीताके साथ तीन 


अश्वमेघ यज्ञोंका अनुष्ठान किया तथा त्रिभुवनमें अत्यन्त 
दुर्लभ और अनुपम कीर्ति प्राप्त की | 

वात्स्पायनजी ! आपने जो श्रीरामचन्द्रजीकी उत्तम 
कथाके विषयमें प्रश्न किया था, उसका उपर्युक्त प्रकारसे 
वर्णन किया गया। अश्वमेध यज्ञका वृत्तान्त मैंने 
विस्तारके साथ कहा है; अब आप और क्या पूछना 
चाहते हैं ? जो मनुष्य भगवान्‌के प्रति भक्ति रखते हुए 
श्रीरामचन्द्रजीके इस उत्तम यज्ञका श्रवण करता है, वह 
ब्रह्महत्या-जैसे पापको भी क्षणभरमें पार करके सनातन 
ब्रह्मको प्राप्त होता है। इस कथाके सुननेसे पुत्रहीन 
पुरुषको पुत्रोंकी प्राप्ति होती है, धनहीनको धन मिलता है, 
रोगी रोगसे और कैदमें पड़ा हुआ मनुष्य बन्धनसे 
छुटकारा पा जाता है। जिनकी कथा सुननेसे दुष्ट 
चाण्डाल भी परम पदको प्राप्त होता है, उन्हीं 
श्रीरामचन्द्रजीकी भक्तिमें यदि श्रेष्ठ ब्राह्मण प्रवृत्त हो तो 
उसके लिये क्या कहना ? महाभाग श्रीरामका स्मरण 
करके पापी भी उस परम पद या परम स्वर्गको प्राप्त होते 
हैं, जो इन्द्र आदि देवताओंके लिये भी दुर्लभ है। 
संसारमें वे ही मनुष्य धन्य हैं, जो श्रीरघुनाथजीका स्मरण 
करते हैं! वे लोग क्षणभरमें इस संसार-समुद्रको पार 
करके अक्षय सुखको प्राप्त होते हैं। इस अश्वमेधकी 
कथाको सुनकर बाचकको दो गौ प्रदान करे तथा वस्त्र, 
अल्लङ्कार और भोजन आदिके द्वारा उसका तथा उसकी 
पत्नीका सत्कार करे। यह कथा बहाहत्याकी राशिका 
विनाश करनेवाली है । जो लोग इसका श्रवण करते हैं, 
चे देवदुर्लभ परम पदको प्राप्त होते हैं। 


अनन जि ००००० 


वृन्दावन और श्रीकृष्णका माहात्म्य 


ऋषियोंने कहा--सूतजी | महाराज ! हमने 
आपके मुखसे रामाश्वमेधकी कथा अच्छी तरह सुन ली; 
अब परमात्मा श्रीकृष्णके माहात्म्यका वर्णन कीजिये। 


सूतजी ओले--महर्षियो ! जिनका हृदय भगवान्‌ 


शङ्करके प्रेममें डूना रहता है, बे पार्वती देवी एक दिन 


अपने पतिको प्रेमपूर्वक नमस्कार करके इस प्रकार 
बोलीं---'प्रभो ! वुन्दावनका माहात्म्य अथवा अद्‌भुत 
रहस्य क्या है, उसे मैं सुनना चाहती हूँ ?' 
भहादेवजीने कहा--देवि ! मैं यह बता चुका हूँ 
कि वृन्दावन ही भगवानका सबसे प्रियतम धाम है। वह 


पातालखण्ड ] 


* खृन्दावन और श्रीकृष्णका माहात्म्य + 


५५१ 


गुह्मसे भी गुझ, उत्तम-से-उत्तम और दुर्लभसे भी 


Ro . i/o न ड: 
दुर्लभ है । तीनों लोकोंमें अत्यन्त गुप्तस्थान है । बड़े-बड़े 
देवेश्वर भी उसकी पूजा करते हैं। ब्रह्मा आदि भी उसमें 
रहनेकी इच्छा करते हैं। वहाँ देवता और सिद्धोंका 
निवास है । योगीन्द्र और मुनीद्ध आदि भी सदा उसके 
ध्यानमें तत्पर रहते हैं। श्रीवृन्दावन बहुत ही सुन्दर और 
पूर्णान्दमय रसका आश्रय है । वहाँकी भूमि चिन्तामणि 
है, और जल रससे भरा हुआ अमृत है। वहाँके पेड़ 
कल्पवृक्ष हैं, जिनके नीचे झुंड-की-झुंड कामधेनु गौएँ 
निवास करती हैं। वहाँकी प्रत्येक स्त्री लक्ष्मी और हरेक 
पुरुष विष्णु हैं; क्योंकि वे लक्ष्मी और विष्णुके दशाशसे 
प्रकट हुए हैं । उस वृन्दावनमें सदा इयाम तेज विराजमान 
रहता है, जिसकी नित्य-निरन्तर किशोरावस्था (पंद्रह 
वर्षकी उम्र) बनी रहती है। वह आनन्दका मूर्तिमान्‌ 
विग्रह है । उसमें संगीत, नृत्य और वार्तालाप आदिकी 
अद्भुत योग्यता है । उसके मुखपर सदा मन्द मुस्कानकी 
छटा छायी रहती है। जिनका अन्तःकरण शुद्ध है, जो 
प्रेमसे परिपूर्ण हैं, ऐसे बैष्णबजन ही उस वनका आश्रय 
लेते हैं । बह बन पूर्ण ब्रह्मानन्दमें निमभ है। वहाँ नहाके 


ही स्वरूपकी स्फुरणा होती है। वास्तवमें वह वन 
ब्रह्मानन्दमय ही है । वहाँ प्रतिदिन पूर्ण चन्द्रमाका उदय 
होता है ! सूर्यदेव अपनी मन्द रदिमयोके द्वारा उस वनकी 
सेवा करते हैं। वहाँ दुःखका नाम भी नहीं है। उसमें 
जाते ही सारे दुःखोंका नाश हो जाता है। बह जरा और 
मृत्युसे रहित स्थान है। वहाँ क्रोध और मत्सरताका 
प्रवेश नहीं है। भेद और अहङ्कारकी भी वहाँ पहुँच नहीं 
होती । बह पूर्ण आनन्दमय आमृत-रससे भरा हुआ 


| अखण्ड प्रेमसुखका समुद्र है, तीनों गुणोंसे परे है और 


महान्‌ प्रेमधाम है। वहाँ प्रेमकी पूर्णरूपसे अभिव्यक्ति 
हुई है । जिस वृन्दावनके वृक्ष आदिने भी पुलकित होकर 


| प्रेमजनित आनन्दके आँसू बरसाये हैं; बहाँके चेतन 
¡ वैष्णवोंको स्थितिके सम्बन्धमें क्या कहा जा सकता है ? 


भगवान्‌ श्रीकृष्णकी चरण-रजका स्पर्श होनेके 


॥ कारण वृन्दावन इस भूतलपर नित्य धामके मामसे 


प्रसिद्ध है। बह सहरूदल-कमलका केन्द्रस्थान है। 
उसके स्पर्शमात्रसे यह पृथ्वी तीनों ल्लेकॉमें धन्य समझी 
जाती है। भूमण्डलमें वृन्दावन गुझसे भी गुह्यतम, 
रमणीय, अविनाशी तथा परमानन्दसे परिपूर्ण स्थान है। 
बह गोविन्दका अक्षयधाम है। उसे भगवानके स्वरूपसे 
भित्र नहीं समझना चाहिये। वह अखण्ड ब्रह्मानःदका 
आश्रय है। जहाँकी धूलिका स्पर्श होनेमात्रसे मोक्ष हो 
जाता है, उस वृन्दाबनके माहात्म्यका किस प्रकार वर्णन 
किया जा सकता है । इसलिये देवि ! तुम सम्पूर्ण चित्तसे 
अपने इदयके भीतर उस वृन्दावनका चिन्तन करो तथा 
उसकी विहारस्थलियोंमें किशोरविग्रह श्रीकृष्णचन्द्रका 
ध्यान करती रहो। पहले बता आये हैं कि वृन्दावन 
सहस्रदल-कमलका केन्द्रस्थान है। करिन्द-कन्या 
यमुना उस कमल-कर्णिकाकी प्रदक्षिणा किया करती हैं । 
उनका जल अनायास ही मुक्ति प्रदान करनेवाला और 
गहरा है। वह अपनी सुगन्धसे मनुष्योंका मन मोह लेता 
है। उस जलमें आनन्ददायिनी सुधासे मिश्रित घनीभूत 
मकरन्द (रस) की प्रतिष्ठा है। पद्म और उत्पल आदि 
नांना प्रकारके पुष्पॉसे यमुनाका स्वच्छ सलिल अनेक 
रंगका दिखायी देता है। अपनी चञ्चल तरङ्गोके कारण 


पप्र 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


बह जल अत्यन्त मनोहर एवं रमणीय प्रतीत होता है। 
पार्वतीजीने पूछा--दयानिधे! भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका आश्चर्यमय सौन्दर्य और श्रीविग्रह कैसा है, मैं 
उसे सुनना चाहती हूँ; कृपया बतलाइये। 
महादेवजीने कहा--देवि! परम सुन्दर 
वृन्दावनके मध्यभागे एक मनोहर भवनके भीतर 
अत्यन्त उज्ज्वल योगपीठ है । उसके ऊपर माणिक्यका 
बना हुआ सुन्दर सिंहासन है, सिंहासनके ऊपर अष्टदल 
कमल है, जिसकी कर्णिका अर्थात्‌ मध्यभागमें सुखदायी 
आसन लगा हुआ है; बही भगवान्‌ श्रीकुष्णका उत्तम 
स्थान है। उसकी महिमाका क्या वर्णन किया जाय ? 
बहीं भगवान्‌ गोबिन्द विराजमान होते हैं। वैष्णववृन्द 
उनकी सेवामें लगा रहता है । भगवानका ब्रज, उनकी 
अवस्था और उनका रूप--ये सभी दिव्य हैं। श्रीकृष्ण 
हो वृन्दावनके अधीश्वर हैं, वे ही ब्रजके राजा हैं। उनमें 
सदा षड्विध ऐश्वर्य विद्यमान रहते हैं। वे व्रजकी 
बालक-बालिकाओकि एकमात्र प्राण-वल्कूभ हैं और 
किशोरावस्थाको पार करके यौदनमें पदार्पण कर रहे हैं। 
उनका शरीर अद्भुत है, वे सबके आदि कारण हैं, किन्तु 
उनका आदि कोई भी नहीं है। बे नन्दगोपके प्रिय 
पुत्ररूपसे प्रकट हुए हैं; परन्तु बास्तबमें अजन्मा एवं 
नित्य ब्रह्म हैं, जिन्हें वेदकी श्रुतियाँ सदा ही खोजतो रहती 
हैं। उन्होंने गोपीजनोंका चित्त चुरा लिया है। वे ही 
परमधाम हैं। उनका स्वरूप सबसे उत्कृष्ट है। उनका 
श्रीखिग्रह दो भुजाओंसे सुशोभित है। बे गोकुलके 
अधिपति हैं। ऐसे गोपीनन्दन श्रीकृष्णका इस प्रकार 
ध्यान करना चाहिये-- 

भगवान्‌की कान्ति अत्यन्त सुन्दर और अवस्था 

नूतन है । वे बड़े स्वच्छ दिखायी देते हैं। उनके शरीरकी 
आभा श्याम रङ्गकी है, जिसके कारण उनकी झाँकी बड़ी 
मनोहर जान पड़ती है । उनका विग्रह नूतन मेघ-मालाके 
समान अत्यन्त स्मिग्ध है। वे कानोंमें मनोहर कुण्डल 
धारण किये हुए हैं। उनकी, कान्ति खिले हुए नील 
कमलके समान जान पड़ती है। उनका स्पर्श सुखद है। 


बे सबको सुख पहुँचानेवाले हैं। वे अपनी साँवली 


छटासे मनको मोहे लेते हैं । उनके केश बहुत ही चिकने, 
काले और घुँघराले हैं। उनसे सब प्रकारको सुगन्ध 
निकलती रहती है। केशोंक ऊपर ललाटके दक्षिण 
भागमें श्याम रङ्गकी चूड़ाके कारण खे अत्यन्त मनोहर 
जान पड़ते हैं। नाना रंगके आभूषण धारण करनेसे 
उनकी दोष्ठि बड़ी उज्ज्वल दिखायी देती है । सुन्दर 
मोरपङ्क उनके मस्तककी शोभा बढ़ाता है। उनकी 
सज-घज बड़ी सुन्दर हे। वे कभी तो मन्दारपुष्पोंसे 
सुशोभित गोपुच्छके आकारकी बनी हुई चूड़ा (चोटी) 
धारण करते हैं, कभी मोरपद्कके मुकुटे अलङ्कत होते 
हें और कभी अनेकों मणि-माणिक्योंके बने हुए सुन्दर 
किरीटोंस विभूषित होते हैं। चञ्चल अलकाबली उनके 
मस्तककी शोभा बढ़ाती है। उनका मनोहर मुख करोड़ों 
चन्द्रमाओक समान कान्तिमान्‌ है । लल्शटमें कस्तूरीका 
तिलक है, साथ ही सुन्दर गोरोचनकी विंदी भो शोभा दे 
रही हे । उनका शरीर इन्दीवरके समान स्निग्ध और नेत्र 
कमल-दलकी भाँति विशाल हैं। वे कुछ-कुछ भौहें 
नचाते हुए मन्द मुसकानके साथ तिरछी चितवनसे देखा 
करते हैं। उनकी नासिकाका अग्रभाग रमणीय सोन्दर्यसे 
युक्त है, जिसके कारण खे अत्यन्त मनोहर जान पडते हैं। 
उन्होंने नासाग्रभागमें गजमोती धारण करके उसकी 
कान्तिसे त्रिभुवनका मन मोह लिया है । उनका नीचेका 
ओठ सिन्दूरके समान लाल और चिकना है, जिससे 
उनकी मनोहरता और भी बढ़ गयी है । वे अपने कानोंमें 
नाना प्रकारके वर्णसे सुशोभित सुवर्णनिर्मित मकराकृत 
कुण्डल पहने हुए हैं। उन कुण्डलोंकी किरण पड़नेसे 
उनका सुन्दर कपोल दर्षणके समान शोभा पा रहा है। 
चे कानोंमें पहने हुए कमल, मन्दारपुष्प और मकसकार 
कुप्डलसे विभूषित हैं । उनके यक्षःस्थलपर कौस्तुभमणि 
और श्रीवत्सचिह शोभा पा रहे हैं । गरेमें मोतियोंका हार 
चमक रहा है। उनके विभिन्न अङ्गोमें दिव्य माणिक्य 
तथा मनोहर सुवर्णमिश्रित आभूषण सुशोभित हैं। 
हाथोंमें कड़े, भुजाओंमें बाजूबन्द तथा कमरमें करधनी 
शोभा दे रही है। सुन्दर मञ्जीरकी सुषमासे चरणोंकी श्री 
बहुत बढ़ गयी है, जिससे भगवानका श्रीविग्रह अत्यन्त 


परातालखण्ड ] 


+ वृन्दावन और श्रीकृष्णका माहात्प्य + 


५५३ 


शोभायमान दिखायी दे रहा है । श्रीअङ्घोमे कर्पूर, अगरु, 
कस्तूरी और चन्दन आदि सुगन्धित द्रव्य शोभा पा रहे 
हैं । गोरोचन आदिसे मिश्रित दिव्य अड्डरागोंद्वारा विचित्र 
पत्र-भङ्गी (रंग-बिरंगे चित्र) आदिकी रचना की गयी 
है। कटिसे लेकर पैरोंके अग्रभागतक चिकने पीताम्बरसे 
शोभायमान है। भगवानका नाभि-कमल गम्भीर है, 
उसके नोचेकी रोमावलियॉंतक माला लटक रही है। 
उनके दोनों घुटने सुन्दर गोलाकार हैं तथा कमलोंकी 
शोभा धारण करनेवाले चरण बड़े मनोहर जान पड़ते हैं । 
हाथ और पैरोंके तलुवे ध्वज, वज्र, अङ्कुश और 
कमलके चिह्वसे सुशोभित हैं तथा उनके ऊपर नखरूपी 
चन्द्रमाकी किरणावलियोंका प्रकाश पड़ रहा है। 
सनक-सनन्दन आदि योगीश्वर अपने हृदयमें भगवानके 
इसी स्वरूपकी झाँकी करते हैं । उनकी त्रिभङ्गी छवि है । 
उनके श्रीअङ्ग इतने सुन्दर, इतने मनोहर हैं, मानो सृष्टिकी 
समस्त निर्माण-सामग्रीका सार निकाळकर बनाये गये 
हों। जिस समय वे गर्दन मोड़कर खड़े होते हैं, उस 
समय उनका सौन्दर्य इतना बढ़ जाता है कि उसके 
सामने अनन्तकोटि कामदेव लज्जित होने लगते हैं । बायें 
कंघेपर झुका हुआ उनका सुन्दर कपोल बड़ा भला 
मालूम होता है। उनके सुवर्णमय कुण्डल जगमगाते 
रहते हैं। बे तिरछी चितवन और मंद मुसकानसे 
सुशोभित होनेनाले करोड़ों कामदेवॉसे भी अधिक सुन्दर 
हैं। सिकोड़े हुए ओठपर वंशी रखकर बजाते हैं और 
उसकी मीठी तानसे त्रिभुवनको मोहित करते हुए सबको 
प्रेम-सुधाके समुद्रमें निमग्न कर रहे हैं। 
पार्वतीजीने कहा--देवदेवेश्वर ! आपके 
उपदेशसे यह ज्ञात हुआ कि गोविन्द नामसे प्रसिद्ध 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही इस जगत्के परम कारण हैं। दे ही 
परमपद हैं, वृन्दावनके अधीश्वर हैं तथा नित्य परमात्मा 


हैं। प्रभो ! अब मैं यह सुनना चाहती हूँ कि श्रीकृष्णका 
गूढ रहस्य, माहात्य और सुन्दर ऐश्वर्य क्या है; आप 
उसका वर्णन कीजिये । 

महादेवजीने कहा--देवि ! जिनके चन्द्र-तुल्य 
चरण-नखोंकी किरणेकि माहात्यका भी अन्त नहीं है, 
उन्हीं भगवान्‌ श्रीकृष्णकी महिमाके सम्बन्धमें मैं कुछ 
बातें बता रहा हूँ, तुम आनन्दपूर्वक श्रवण करो । सृष्टि, 
पालन और संहारकी शक्तिसे युक्त, जो ब्रह्मा आदि 
देवता हैं, वे सब श्रीकृष्णके ही वैभव हैं। उनके रूपका 
जो करोड़वाँ अंश है, उसके भी करोड़ अंश करनेपर 
एक-एक अंश कलासे असंख्य कामदेवोकी उत्पत्ति 
होती है, जो इस ब्रह्माण्डे भीतर व्याप्त होकर जगतके 
जीवोंको मोहमें डालते रहते हैं । भगवानके श्रीविश्रहकी 
शोभामयी कान्तिके कोटि-कोटि अंशसे चन्द्रमाका 
आविर्भाव हुआ है। श्रीकृष्णके प्रकाझके करोड़वें 
अंझसे जो किरणें निकलती हैं, वे ही अनेकों सुरयोकि 
रूपमें प्रकट होती हैं। उनके साक्षात्‌ श्रीअङ्गसे जो 
रझ्मियाँ प्रकट होती हैं, वे परमानन्दमय रसामृतसे 
परिपूर्ण हैं, परम आनन्द और परम चैतन्य ही उनका 
स्वरूप है । उन्हींसे इस विश्वके ज्योतिर्मय जीव जीवन 
धारण करते हैं, जो भगवानके ही कोटि-कोटि अंश हैं। 
उनके युगल चरणारविन्दोंके नखरूपी चन्द्रकान्तमणिसे 
निकलनेवाली प्रभाको ही सनका कारण बताया गया है । 
वह कारण-तत्त्व वेदोंके लिये भी दुर्गम्य है । विश्वको 
विमुग्ध करनेवाले जो नाना प्रकारके सौरभ (सुगन्ध) हैं, 
बे सब भगवद्विम्रहकी दिव्य सुगन्धके अनन्तकोटि 
अंशमात्र हैं । भगवान्के स्पर्शसे ही पुष्पगन्ध आदि नाना 
सौरभोंका प्रादुर्भाव होता है। श्रीकृष्णकी प्रियतमा-- 
उनकी प्राणवल्लभा श्रीराधा हैं, जे ही आद्या प्रकृति कही 
गयी हैँ। 


— + — 


प्ण 


* अर्चयस्व हबीकेझे यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


श्रीराधा-कृष्ण और उनके पार्षदोंका वर्णन तथा नारदजीके द्वारा न्रजमें अवतीर्ण 
श्रीकृष्ण और राधाके दर्शन 


पार्वती बोलीं--दयानिधे ! अब, भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके जो पार्षद हैं, उनका वर्णन सुननेकी इच्छा हो 
रही है; अतः बतलाइये । 
महादेवजीने कहा--देवि ! भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
श्रीराधाके साथ सुवर्णमय सिंहासनपर विराजमान हैं। 
उनका रूप और लावण्य बैसा ही है, जैसा कि पहले 
बताया गया है। वे दिव्य वस्न, दिव्य आभूषण और 
दिव्य हारसे विभूषित हैं। उनकी त्रिभङ्गी छनि बड़ी 
मनोहर जान पड़ती है । उनका स्वरूप अत्यन्त स्निग्ध है । 
चे गोपियोंकी आँखोंके तारे हैं! उपर्युक्त सिंहासनसे 
पृथक्‌ एक योगपीठ है। वह भी सोनेके सिंहासनसे 
आवृत है। उसके ऊपर ललिता आदि प्रधान-प्रघान 
सखियाँ, जो श्रीकृष्णको बहुत ही प्रिय हैं, विराजमान 
होती हैं। उनका प्रत्येक अङ्ग भगवन्मिलनकी उत्कण्ठा 
तथा रसावेशसे युक्त होता है । ये ललिता आदि सखियाँ 
प्रकृतिकी अंशभूता हैं। श्रीराधिका ही इनकी मूलप्रकृति 
हैं। श्रीराघा और श्रीकृष्ण पश्चिमाभिमुख विराजमान हैं, 
उनकी पश्चिम दिशामै ललितादेखी विद्यमान हैं, 
वायच्यकोणमें इसामला नामवाली सखी हैं। उत्तरमें 
श्रीमती धन्या हैं । ईशानकोणमें श्रीहरित्रियाजी विराज रही 
हैं। पूर्वमें विशाखा, अभिकोणमें झौव्या, दक्षिणमें पद्या 
तथा नै्त्यकोणमें भद्रा हैं। इसी क्रमसे ये आठौँ 
सखियाँ योगपीठपर विराजमान हैं। योगपीठकी 
कर्णिकामें परमसुन्दरी चन्द्रावलीकी स्थिति है--वे भी 
श्रीकृष्णकी प्रिया हैं । उपर्युक्त आठ सखियाँ श्रीकृष्णको 
प्रिय लगनेवाली परमपवित्र आठ प्रधान अकृतियाँ हैं। 
चृन्दायनकी अधोश्वरी श्रीराधा तथा चन्द्रावली दोनों ही 
भगवानकी प्रियतमा हैं। इन दोनोंके आगे चलनेवाली 
हजारों गोपकन्याएँ हैं, जो गुण, लावण्य और सौनदर्यमें 
एक समान हैं । उन सबके नेत्र विस्मयकारी गुणोंसे युक्त 
है! वे जड़ी मनोहर हैं। उनका वेष मनको मुग्ध कर 
लेनेबाला है। वे सभी किशोर-अवस्था (पंद्रह वर्षकी 


उम्र) बाली हैं। उन सबकी कान्ति उज्ज्वल है। वे 
सब-की-सबन इयाममय अमृतरसमें निमग्न रहती हैं। 
उनके हदयमें श्रीकृष्णके ही भाव स्फुरित होते हैं। वे 
अपने कमलवत्‌ नेत्रॉके द्वारा पूजित श्रीकृष्णके 
चरणारविन्दोंमें अपना-अपना चित्त समर्पित कर 
चुकी हैं। 

श्रीरधा और चन्द्रावलीके दक्षिण भागमें श्रुति- 
कन्याएँ रहती हैं [बेदकी श्रुतियाँ ही इन कन्याओंके 
रूपमें प्रकट हुई हैं] इनकी संख्या सहस्त्र अयुत (एक 
करोड़) है। इनकी मनोहर आकृति संसारको मोहित कर 
लेनेवाली है । इनके हृदयमें केवल श्रीकृष्णकी लालसा 
है। ये नाना प्रकारके मधुर स्वर और आलाप आदिके 
द्वारा त्रिभुवनको मुग्ध करनेकी शक्ति रखती हैं तथा प्रेमसे 
विह्वल होकर श्रीकृष्णके गूढ़ रहस्योंका गान किया करती 
हैं। इसी प्रकार श्रीराधा आदिके वामभागमें दिव्यवेष- 
धारिणी देवकन्याएँ रहती हैं, जो रसातिरेकके कारण 
अत्यन्त उज्ज्वल प्रतीत होती हैं। खे भाँति-भाँतिकी 
अणयचातुरीमें निपुण तथा दिव्य भावसे परिपूर्ण हैं। 
उनका सौन्दर्य चरम सीमाको पहुँचा हुआ है। बे 
कटाक्षपूर्ण चितवनके कारण अत्यन्त मनोहर जान पड़ती 
हैं। उनके मनमें श्रीकृष्णके प्रति तनिक भी संकोच नहीं 
है; उनके आङ्गोंका स्पर्श प्राप्त करनेके लिये सदा 
उत्कण्ठित रहती हैं । उनका हृदय निरन्तर श्रीकृष्णके ही 
चिन्तनमें मग्न रहता है। जे भगनानकी ओर मंद-मंद 
मुसकाती हुई तिरछी चितननसे निहारा करती हैं । 

तदनन्तर, मन्दिरके बाहर गोपगण स्थित होते हैं, बे 
भगवानके प्रिय सखा हैं, उन सबके वेष, अवस्था, बल, 
पौरुष, गुण, कर्म तथा अस्राभूषण आदि एक समान हैं । 
चे एक समान स्वरसे गाते हुए वेणु बजाया करते हैं। 
मन्दिरके पश्चिम द्वारपर श्रीदामा, उत्तरमें जसुदामा, पूर्वमें 
सुदामा तथा दक्षिण द्वारपर किङ्किणीका निवास है। उस 
स्थानसे पृथक्‌ एक सुवर्णमय मन्दिरे भीतर सुवर्णवेदी 


पाताल्कख्ण्ड ] 


* श्रीराथा-कृष्ण और उनके पार्बदोका वर्णन « 


3333] 


२९००७००००:९९००००:३००:९९०७०९०००००००७००७०७००००७००००००००००-०००२०००९:०९-९७७०-७० ५७७० ७००-७७०-७०३-०९-०९३६०००५०-०००००००००००५००००.. 


बनी हुई है। उसके ऊपर सोनेके आभूषणोंसे विभूषित 
सुवर्णपीठ है, जिसके ऊपर अंशुभद्र आदि हजारों 
ग्वालबाछ विराजते हैं। वे सब-के-सब एक समान 
सींग, वीणा, वेणु, बेंतकी छड़ी, किशोरावस्था, मनोहर 
वेष, सुन्दर आकार तथा मधुर स्वर धारण करते हैं। वे 
भगवानूके गुणोंका चिन्तन करते हुए उनका गान करते 
हैं तथा भगवत्‌-प्रेममय रससे विद्धल रहते हैं। ध्यानमें 
स्थिर होनेके कारण वे चित्र-लिखित-से जान पड़ते हैं । 
उनका रूप आश्चर्यजनक सौन्दर्ये युक्त होता है । वे 
सदा आनन्दके आँसू बहाया करते हैं। उनके सम्पूर्ण 
अङ्घोमें रोमाञ्च छाया रहता है तथा वे योगीश्वरोंकी भाँति 
सदा विस्मयविमुग्ध रहते हैं। आपने थनोंसे दूध 
नहानेवाळी असंख्य गौ. उन्हें घेरे रहती हैं। वहाँसे 
बाहरके भागमें एक सोनेकी चहारदिवारी है, जो करोड़ों 
सूयेकि समान देदीप्यमान दिखायी देती है । उसके चारों 
ओर बड़े-बड़े उद्यान हैं, जिनकी मनोहर सुगन्ध सब ओर 
फैली रहती है। 

जो मन और इन्द्रियोंको वशमें रखते हुए सदा 
पवित्र भावसे श्रीकृष्णचरित्रका भक्तिपूर्वक पाठ या 

श्रवण करता है, उसे भगवान्‌ श्रीकुष्णकी प्राप्ति होती है । 

पार्वत्तीजीने पूछा भगवन्‌! अत्यन्त मोहक 
रूप धारण करनेवाले श्रीकृष्णने गोपियोंके साथ किन: 
किन विशेषताओंके कारण क्रीड़ा की, इस रहस्यका 
मुझसे वर्णन कीजिये। 

'महादेवजीने कहां--देवि ! एक समयकी बात 
है, मुनिश्रेष्ठ नारद यह जानकर कि श्रीकृष्णका प्राकटय 
हो चुका है, वीणा बजाते हुए नन्दजीके गोकुलमें पहुँचे । 
वहाँ जाकर उन्होंने देखा महायोगमायाके स्वामी 
सर्वव्यापी भगवान्‌ अच्युत बालकका खाँग धारण किये 
नन्दजीके घरमें कोमल बिछौनोंसे युक्त सोनेके पलंगपर 
सो रहे हैं और गोपकन्याएँ बड़ी प्रसन्नताके साथ निरन्तर 
उनकी ओर निहार रही हैं। भगवानका श्रीविग्रह अत्यन्त 
सुकुमार था। उनके काले-काले घुँघराले बाल सन ओर 
बिखरे हुए थे। किशित्‌-किश्चित्‌ मुसकराहटके कारण 
उनके दो-एक दाँत दिखायी दे जाते थे । वे अपनी प्रभासे 


समूचे घरके भीतरी भागमें प्रकाश फैला रहे थे। नग्न 
शिशुके रूपमें भगवानकी झाँकी करके नारदजीको बड़ा 


ध्य > ४244: ल. A 
हर्ष हुआ। वे भगवानके प्रिय भक्त तो थे हो, गोपति 
नन्दजीसे बातचीत करके सन बातें बताने लगे, 
“नन्दरायजी ! भगवानके भक्तोंका जीवन अत्यन्त दुर्लभ 
होता है । आपके इस बालकका प्रभाव अनुपम है, इसे 
कोई नहीं जानता । शिव और ब्रह्मा आदि देवता भी 
इसके भ्रति सनातन प्रेम चाहते हैं । इस बालकका चरित्र 
सबको हर्ष प्रदान करनेवाला होगा । भगवद्भक्त पुरुष 
इस बालककी लीलाओंका श्रवण, गायन और 
अभिनन्दन करते हैं । आपके पुत्रका प्रभाव अचिन्त्य है । 
जिनका इसके प्रति हार्दिक प्रेम होगा, वे संसार-समुद्रसे 
तर जायँगे ! उन्हें इस जगत्की कोई बाधा नहीं सतायेगी; 
अतः नन्दजी ! आप भी इस बालकके प्रति निरन्तर 
अनन्य भासे प्रेम कीजिये ।' 

यों कहकर मुनिश्रेष्ठ नारदजी नन्दके घरसे निकले । 
नन्दने भी भगवदबुद्धिसे उनका पूजन किया और प्रणाम 
करके उन्हें निदा दी। तदनन्तर वे महाभागवत मुनि 
मन-ही-मन सोचने रुगे, 'जब भगवानका अवतार हो 


५५६, 


= अर्चयस्व हृषीकेश यदीच्छसि पर पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


हो चुका है, तो उनकी परम प्रियतमा भगवती भी 
अवश्य अवतीर्ण हुई होंगी । वे भगवान्‌की क्रीड़ाके लिये 
गोपी रूप धारण करके निश्चय ही प्रकट हुई होंगी, इसमें 
तनिक भी सन्देहकी बात नहीं है; इसलिये अब मैं 
ब्रजवासियोंके घर-घरमें घूमकर उनका पता लगाऊँगा ।' 
ऐसा बिचारकर मुनिवर नारदजी ब्रजवासियोंके घरोंमें 
अतिथिरूपसे जाने और उनके द्वारा विष्णु-बुद्धिसे 
पूजित होने लगे । नन्द-कुमार श्रीकृष्णमें समस्त गोप- 
गोपियोंका प्रगाढ़ प्रेम देखकर नारदजीने उन्हें 
मन-हो-मन प्रणाम किया । 

तदनन्तर, बुद्धिमान्‌ नारदजी किसी श्रेष्ठ गोपके 
विशाल भवनमें गये । वह नन्दके सखा महात्मा भानुका 
घर था। वहाँ जानेपर भानुने नारदजीका विधिवत्‌ सत्कार 
किया । तत्पश्चात्‌ महामना नारदजीने पूछा--*साधो ! 
तुम अपनी धर्मनिष्ठताके लिये इस भूमण्डलपर विख्यात 
हो, बताओ, क्या तुम्हें कोई योग्य पुत्र अथवा उत्तम 
लक्षणोंबाली कन्या है ?' मुनिके ऐसा कहनेपर भानुने 
आपने पुत्रको लाकर दिखाया । उसे देखकर नारदजीने 
कहा--'तुम्हारा यह पुत्र बलराम और श्रीकृष्णका 


रेष्ठ सखा होगा तथा आलस्थरहित होकर सदा उन 
दोनोंके साथ निहार करेगा ।' 

भानुने कहां--मुनिवर ! मेरे एक पुत्री भी है, जो 
इस बालककी छोटी बहिन है, कृपया उसपर भी दृष्टिपात 
कौजिये। 

यह सुनकर नारदजीके मनमें बड़ा कौतूहल हुआ । 
उन्होने घरके भीतर प्रवेश करके देखा, भानुकी कन्या 
धरतीपर लोट रही है । नारदजीने उसे अपनी गोदमें उठा 
लिया। उस समय उनका चित्त अत्यधिक स्नेहके कारण 
विह्वल हो रहा था। महाभुनि नारद भगवत्रेमके साक्षात्‌ 
स्वरूप हैं। बालरूप श्रीकृष्णको देखकर उनकी जो 
अवस्था हुई थी, वही इस कन्याको भी देखकर हुई । 
उनका मन मुग्ध हो गया । वे एकमात्र रसके आश्रयभूत 
परमानन्दके समुद्रमें डूब गये। चार घड़ीतक नारदजी 
पत्थरकी भाँति निश्चेष्ट बैठे रहे । उसके बाद उन्हें चेत 
हुआ। फिर मुनीश्वरने धीरे-धीरे अपने दोनों नेत्र खोले 
और महान्‌ आश्चर्यमें मग्न होकर वे चुपचाप स्थित हो 
गये । तत्पश्चात्‌ वे महाबुद्धिमान्‌ महर्षि मन-ही-मन इस 
अकार सोचने लगे--'मैं सदा स्वच्छन्द विचरनेवाला हूँ, 
मैंने सभी लोकोंमें भ्रमण किया है, परन्तु रूपमें इस 
बालिकाकी समानता करनेवाली स्त्री कही नहीं देखी है। 
महामायास्वरूपिणी गिरिराज-कुमारी भगवती उमाको भी 
देखा है, किन्तु बे भी इस बालिकाकी शोभाको कदापि 
नहीं पा सकतीं । लक्ष्मी, सरस्वती, कान्ति तथा विद्या 
आदि सुन्दरी खनियाँ तो कभी इसके सौन्दर्थकी छायाका 
भी स्पर्श करती नहीं दिखायी देती; अतः मुझमें इसके 
तत्त्वको समझनेकी किसी प्रकार शक्ति नहीं है। यह 
भगवानकी प्रियतमा है, इसे प्रायः दूसरे लोग भी नहीं 
जानते । इसके दर्शनमात्रसे ही श्रीकृष्णके चरण-कमलोमें 
मेरे प्रेमकी जैसी वृद्धि हुई है, वैसी आजके पहले कभी 
भी नहीं हुई थी; अतः अन मैं एकान्तमें इस देवीको 


थ स्तुति करूँगा । इसका रूप श्रीकृष्णको अत्यन्त आनन्द 


प्रदान करनेवारा होगा ।' 
ऐसा विचारकर मुनिने गोप-प्रवर भानुको कहीं भेज 
दिया और स्वर्य एकान्तमें उस दिव्य रूपधारिणी 


पातारूरण्ड ] 


* श्रीराधा-कृष्ण और उनके पार्षदोंका वर्णन « 


५५७ 


बालिकाकी स्तुति करने लगे-- देखि ! तुम महायोगमयी 


हो, पायाकी अधीश्वरी हो । तुम्हारा तेजःपुञ्ज महान्‌ है । 
तुम्हारे दिव्याङ्ग मनको अत्यन्त मोहित करनेवाले हैं । तुम 
महान्‌ भाधुर्यकी वर्षा करनेवाली हो। तुम्हारा हृदय 
अत्यन्त अद्भुत रसानुभूति-जनित आनन्दसे शिथिल 
रहता है । मेरा कोई महान्‌ सौभाग्य था, जिससे तुम मेरे 
नेत्रोंके समक्ष प्रकट हुई हो। देवि ! तुम्हारी दृष्टि सदा 
आन्तरिक सुखमें निमप्र दिखायी देती है । तुम भीतर-ही- 
भीतर किसी महान्‌ आनन्दसे परितृप्त जान पड़ती हो। 
तुम्हारा यह प्रसन्न, मधुर एवं शान्त मुखमण्डल तुम्हारे 
अन्तःकरणमें किसी परम आश्चर्यमय आनन्दके उद्रेककी 
सूचना दे रहा है। सृष्टि, स्थिति और संहार--तुम्हारे ही 
स्वरूप हैं, तुम्हीं इसका अधिष्ठान हो। तुम्हीं विशुद्ध 
सत्त्वमयी हो तथा तुम्हीं परानिद्यारूपिणी उत्तम शक्ति हो । 
तुम्हार वैभव आश्चर्यमय है। ब्रह्मा और रुद्र आदिके 
लिये भी तुम्हारे तत्वका बोध होना कठिन है! बड़े-बड़े 
योगीश्वरोंके ध्यानमें भी तुम कभी नहीं आतीं। तुम्हीं 
सनकी अधीश्वरी हो। इच्छा-शक्ति, ज्ञानराक्ति और 
क्रिया-शक्ति--ये सब तुम्हारे अंशमात्र हैं। ऐसी ही 


मेरी धारणा है--मेरी बुद्धिमें यही बात आती है। 
मायासे बालकरूप घारण करनेवाले परमेश्वर महाविष्णुकी 
जो मायामयी अचिन्त्य विभूतियाँ हैं, वे सब तुम्हारी 
अंशभूता हैं। तुम आनन्दरूपिणी शक्ति और सबकी 
ईश्वरी हो; इसमें तनिक भी संदेहकी बात नहीं है । निश्चय 
ही, भगवान्‌ श्रीकृष्ण बुन्दावनमें तुम्हारे ही साथ क्रीडा 
करते हैं। कुमारावस्थामें भी तुम अपने रूपसे विश्वको 
मोहित करनेकी शक्ति रखती हो। तुम्हारा जो स्वरूप 
भगवान्‌, श्रीकृष्णको परम प्रिय है, मैं उसका दर्शन करना 
चाहता हूँ। महेश्वरि ! मैं तुम्हारी दारणमें आया हूँ, 
चरणोंमें पड़ा हुँ; मुझपर दया करके इस समय अपना 
वह मनोहर रूप प्रकट करो, जिसे देखकर नन्द-नन्दन 
श्रीकृष्ण भी मोहित हो जायँगे ।' 

यों कहकर देवर्षि नारदजी श्रीकृष्णका ध्यान करते 
हुए इस प्रकार उनके गुणोंका गान करने लगे--'भक्तोंके 
चित्त चुरानेवाले श्रीकृष्ण ! तुम्हारी जय हो, वृन्दावनके 
प्रेमी गोविन्द ! तुम्हारी जय हो। बाँकी भौंहोंके कारण 
अत्यन्त सुन्दर, बंशी बजानेमें व्यग्र, मोरपंखका मुकुट 
धारण करनेवाले गोपीमोहन ! तुम्हारी जय हो, जय हो। 
अपने श्रीअङ्गमे कुङ्कुम लगाकर रत्रमय आभूषण घारण 
करनेवाले नन्दनन्दन ! तुम्हारी जय हो, जय हो । अपने 
किझोरस्वरूपसे प्रेमीजनाँका मन मोहनेवाले जगदीश्वर ! 
बह दिन कब आयगा, जब कि मै तुम्हारी ही कृपासे तुम्हें 
अभिनव तरुणावस्थाके कारण अङ्ग-अङ्गमें मनोहरण 
शोभा धारण करनेवाली इस दिव्यरूपा बालिकाके 
साथ देखुँगा !' 

नारदजी जब इस प्रकार कीर्तन कर रहे थे, उसी 
समय वह बालिका क्षणभरमें अत्यन्त मनोहर दिव्यरूप 
धारण करके पुनः उनके सामने प्रकट हुई। वह रूप 
चौदह वर्षकी अवस्थाके अनुरूप और सौन्दर्यकी चरम 
सीमाको पहुँचा हुआ था। तत्काल ही उसोके समान 
अवस्थावाली दूसरी त्रज-बालापऐ भी दिव्य वस्ब, 
आभूषण और मालाऑसे सुसज्जित हो वहाँ आ पहुँचीं 
तथा भानुकुमारीको सब ओरसे घेरकर खड़ी हो गर्यी । 
मुनीधर नारदजीकी स्तवन-शक्तिने जवाब दे दिया। वे 


५५८ 


आश्चर्यसे मोहित हो गये, तब उन ब्रजबालाओने कृपा- 
पूर्वक अपनी सखीका चरणोदक लेकर मुनिके ऊपर छौंटा 
दिया । इस प्रकार जब वे होशमें आये तो बालिकाओनि 


कहा--मुनिश्रेष्ठ ! तुम बड़े भाग्यशाली हो, महान्‌ 
योगेश्वरोके भी ईश्वर हो । तुम्हींने पराभक्तिके साथ सर्वेश्वर 
भगवान्‌ श्रीहरिकी आराधना की है। भक्तोंकी इच्छा पूर्ण 
करनेवाले भगवानकी उपासना वास्तवमें तुम्हारे ही द्वारा 
हुई है। यही कारण है कि ब्रह्मा और रुद्र आदि देवता, 
सिद्ध, मुनीश्वर तथा अन्य भगवद्धक्तोंके लिये भी जिसे 
देखना और जानना कठिन है, बही अपनी अद्भुत 


— हि 


अवस्था और रूपसे सबको मोहित करनेवाली यह 
श्रोकृष्णकी प्रियतमा हमारी सखी आज तुम्हारे समक्ष 
प्रकट हुई है। निश्चय ही यह तुम्हारे किसी अचिन्त्य 
सौभाग्यका प्रभाव है। ब्रहार्षे । धैर्य धारण करके 
शीघ्र ही उठो, खड़े हो जाओ और इस देवीकी प्रदक्षिणा 
करो; इसके चरणोंमें बारम्बार मस्तक झुका लो। फिर 
समय नहीं मिलेगा, यह अभी इसी क्षण अन्तर्धान हो 
जायगी । अब इसके साथ तुम्हारी बातचीत किसी तरह 
नहीं हो सकेगी ।' 

ब्रज-बालाओंका चित्त स्नेहसे विह्वल हो रहा था। 
उनकी बातें सुनकर नारदजी नाना प्रकारके वेष- 
विन्याससे शोभा पानेबाली उस दिव्य बालाके चरणोंमें 
दो मुहूर्ततक पड़े रहे । तदनन्तर उन्होंने भानुको बुलाकर 


£ उस सर्वशोभा-सम्पन्न कन्याके सम्बन्धमें इस प्रकार 


कहा--'गोपश्रेष्ठ ! तुम्हारी इस कन्याका स्वरूप और 
स्वभाव दिव्य है । देवता भी इसे अपने वडामें नहीं कर 
सकते । जो घर इसके चरण-चिह्वाँसे विभूषित होगा, 


पक्क वहाँ भगवान्‌ नारायण सम्पूर्ण देबताओंके साथ निवास 


करेंगे और भगवती लक्ष्मी भी सब प्रकारकी सिंद्धियोकि 
साथ वहां मौजूद रहेंगी। अब तुम सम्पूर्ण आभूषणोंसे 
विभूषित इस सुन्दरी कन्याको परा देवीकी भांति 
समझकर इसकी अपने घरमें यलपूर्वक रक्षा करो ।' 

ऐसा कहकर भगवद्धक्तोमे श्रेष्ठ नारदजीने 
मन-ही-मन उस देवीको प्रणाम किया और उसीके 
स्वरूपका चिन्तन करते हुए बे गहन वनके भीतर 
चले गये। 


भगवानके परात्पर स्वरूप--श्रीकृष्णकी महिमा तथा मथुराके माहात्म्यका वर्णन 


औमहादेबजीने कहा- देवि ! महर्षि वेदव्यासने 
विष्णुभक्त महाराज अम्बरीषसे जिस रहस्यका वर्णन 
किया था, वही मैं तुम्हें भी बतला रहा हूँ एक समयकी 
बात है, राजा अम्बरीष बदरिकाश्रममें गये । वहाँ परम 
जितेन्द्रिय महर्षि वेदव्यास विराजमान थे। राजाने 
विष्णु-धर्मको जाननेकी इच्छासे महर्षिको प्रणाम करके 


उनका स्तवन करते हुए कहा--भगवन्‌ ! आप विषयोंसे 
विरक्त हैं । मैं आपको बारम्बार नमस्कार करता हुँ । प्रभो ! 
जो परमपर, उद्रेगशून्य--शान्त है, जो सचिदानन्द- 
स्वरूप और परन्नहाके नामसे प्रसिद्ध है, जिसे “परम 
आकाश' कहा गया है, जो इस भौतिक जड आकाशसे 
सर्वथा विलक्षण है, जहाँ किसी रोग-व्याधिका प्रवेश 


छर 
(4 
'पातालखण्ड ] + भगवानके परात्पर स्वरूप- श्रीकृष्णकी महिमा तथा मधुराके माहात्म्यका वर्णन + ५५९ 


३००७०१७७००१९९००००००००००००१००००९०००००%३५०००००००००%९०००००१००९००१०३०९०१०००१००००९०९०-७०७-००७७-७००-९००-००९०-१०००७-०-७७०००७-. 


नहीं है तथा जिसका साक्षात्कार करके मुनिगण हो आया; मैंने श्रीकृष्से कहा--'मधुसूदन ! मैं 
भवसागरसे पार हो जाते हैं, उस अव्यक्त परमात्मामें मेरे आपहीके तत्त्वका यथार्थरूपसे साक्षात्कार करना चाहता 
मनकी नित्य स्थिति कैसे हो ?' हूँ। नाथ ! जो इस जगतका पालक और प्रकाशक है; 
क उपनिषदोंमें जिसे सत्यस्वरूप परब्रहा नतलाया गया है; 
: आपका वही अद्भुत रूप मेरे समक्ष प्रकट हो--यही 
|| मेरी प्रार्थना है।' 
श्रीभगवानले कहा--महर्षे | [मेरे विषयमें 
लोगोकी भिन्न-भिन्न धारणाऐ हैं] कोई मुझे 'प्रकृति' 
कहते हैं, कोई पुरुष । कोई ईश्वर मानते हैं, कोई घर्म। 
4] किन्हॉ-किन्हीके मतमें मैं सर्वथा भयरहित मोक्षस्वरूप 
| हूँ। कोई भाव (सत्तास्वरूप) मानते हैं और कोई-कोई 
कल्याणमय सदाशिव बतलाते हैं। इसी प्रकार दूसरे 
` लोग मुझे वेदान्तप्रतिपादित अद्वितीय सनातन ब्रह्म मानते 
+ हैं। किन्तु वास्तवमें जो सत्तास्वरूप और निर्विकार है, 
| सत्‌-चित्‌ और आनन्द ही जिसका विग्रह है तथा वेदोमें 
जिसका रहस्य छिपा हुआ है, अपना वह पारमार्थिक 
स्वरूप आज तुम्हारे सामने प्रकट करता हूँ, देखो। 
राजन्‌ ) भगवानके इतना कहते ही मुझे एक 
बालकका दर्शन हुआ, जिसके शरीरकी कान्ति नील 


चेदव्यासजी बोले--राजन्‌ ! तुमने अत्यन्त 
गोपनीय प्रश्न किया है, जिस आत्मानन्दके विषयमें मैंने 
अपने पुत्र शुकदेवको भी कुछ नहीं बतलाया था, वही 
आज तुमको बता रहा हूँ; क्योंकि तुम भगवानके प्रिय 
भक्त हो। पूर्वकालमें यह सारा विश्व-त्ह्माण्ड जिसके 
रूपमें स्थित रहकर अव्यक्त और अविकारी स्वरूपसे 
प्रतिष्ठित था, उसी परमेश्वरके रहस्यका वर्णन किया जाता 
है, सुनो--प्राचीन समयमें मैंने फल, मूल, पत्र, जल, 
जायुका आहार करके कई हजार वर्षोंतक भारी तपस्या 
की । इससे भगवान्‌ मुझपर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने 
अपने ध्यानमें लगे रहनेवाले मुझ भक्तसे कहा-- 
"महामते ! तुम कौन-सा कार्य करना अथवा किस 
विषयको जानना चाहते हो? मैं प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे 
कोई वर माँगो। संसारका बन्धन तभीतक रहता है, 
जबतक कि मेरा साक्षात्कार नहीं हो जाता; यह मैं तुमसे 
सच्ची बात बता रहा हूँ।” यह सुनकर मेरे शरीरमें रोमाञ्च 


* अर्चयस्व इचीकेझं यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पदापुराण 


मेघके समान इयाम थो । वह गोपकन्याओ और ग्वाल- 
बालोंसे घिरकर हँस रहा था । वे भगवान्‌ श्यामसुन्दर थे, 
जो पोत वस्त्र धारण किये कदम्बकी जड़पर बैठे हुए थे । 
उनकी झाँकी अद्भुत थी । उनके साथ ही नूतन पल्ल्बोसे 
अलडूत 'वृन्दावन' नामवाला वन भी दृष्टिगोचर हुआ । 
इसके बाद मैने नील कमलकी आभा धारण करनेवाली 
कलिन्दकन्या यमुनाके दर्शन किये। फिर गोवर्धन- 
पर्वतपर दृष्टि पड़ी, जिसे श्रीकृष्ण तथा बलरामने इन्द्रका 
घमंड चूर्ण करनेके लिये अपने हाथोंपर उठाया था । वह 
पर्वत गौओं तथा गोपोंको बहुत सुख देनेवाला है । गोपाल 
श्रीकृष्ण अबला ओके साथ बैठकर बड़ी प्रसन्रताके साथ 
वेणु बजा रहे थे, उनके शरोरपर सब प्रकारके आभूषण 
शोभा पा रहे थे । उनका दर्शन करके मुझे बड़ा हर्ष हुआ । 
तब वृन्दावनमें विचरनेवाळे भगवानने स्वयं मुझसे 
'कहा--'मुने ! तुमने जो इस दिव्य सनातनरूपका दर्शन 
किया है, यही मेरा निष्कल, निष्क्रिय, शान्त और 
सच्चिदानन्दमय पूर्ण विग्रह है । इस कमठलोचनस्वरूपसे 
बढ़कर दूसरा कोई उत्कृष्ट तत्त्व नहीं है। वेद इसी 
स्वरूपका वर्णन करते हैं। यही कारणोंका भी कारण है । 
यही सत्य, परमानन्दस्बरूप, चिदानन्दघन, सनातन और 
शिवतत्त्व है । तुम मेरी इस मधुरापुरीको नित्य समझो । यह 
वृन्दावन, यह यमुना, ये गोपकन्याएँ तथा ग्वा-बाल 
सभी नित्य हैं। यहाँ जो मेरा अवतार हुआ है, यह भी 
नित्य है। इसमें संशय न करना | राधा मेरी सदाकी 
प्रियतमा हैं । मैं सर्वज्ञ, परात्पर, सर्वकाम, सर्वेश्वर तथा 
सर्वानन्दमय परमेश्वर हूँ। मुझमें ही यह सारा विश्व, जो 
मायाका विलासमात्र है, प्रतीत हो रहा है।' 
तब मैने जगतके कारणॉके भी कारण भगवान्ले 
कहा--'नाथ ! ये गोपियाँ और ग्वाळ कौन हैं ? तथा यह 
वृक्ष कैसा है ?' तन जे बड़े प्रेमसे बोले--'मुने ! 
गोपियोंको श्रुतियाँ समझो तथा देखकन्याएँ भी इनके रूपमें 
प्रकट हुई हैं । तपस्यामें लगे हुए मुमुक्षु मुनि ही इन ग्वाल- 
जालोंके रूपमें दिखायी दे रहे हैं। ये सभी मेरे आनन्दमय 
विग्रह हैं। यह कदम्ब कल्पवृक्ष है, जो परमानन्दमय 
श्रीकृष्णका एकमात्र आश्रय बना हुआ है तथा यह पर्वत 


भी अनादिकाळसे मेरा भक्त है, इसमें तनिक भी सन्देह 
नहीं है। अहो ! कितने आश्चर्यकी बात है कि दूषित चित्त- 
चाले मनुष्य मेरी इस उत्कृष्ट, सनातन एवं मनोरम पुरीको, 
जिसकी देवराज इन्द्र, नागराज अनन्त तथा बड़े-बड़े 
मुनीश्वर भी स्तुति करते हैं, नहीं जानते । यद्यपि काशी 
आदि अनेकों मोक्षदायिनी पुरियाँ विद्यमान हैं, तथापि उन 
सबमें मथुरापुरी ही धन्य है; क्योंकि यह अपने क्षेत्रमें जन्म, 
उपनयन, मृत्यु और दाह-संस्कार--इन चारों ही कारणोंसे 
मनुष्योंको मोक्ष प्रदान करती है । जब तप आदि साधनोंके 
द्वारा मनुष्योंके अन्तःकरण शुद्ध एवं शुभसङ्कल्पसे युक्त हो 
जाते हैं और वे निरन्तर ध्यानरूपी धनका संग्रह करने 
लगते हैं, तभी उन्हें मथुराकी प्रापि होती है । मथुरावासी 
धन्य हैं, वे देवताओंके भी माननीय हैं, उनकी महिमाकी 
गणना नहीं हो सकती । मथुरावासियोंके जो दोष हैं; वे मष्ट 
हो जाते हैं; उनमें जन्म लेने और मरनेका दोष नहीं देखा 
जाता जो निरन्तर मधुरापुरीका चिन्तन करते हैं, वे निर्धन 
होनेपर भी धन्य हैं; क्‍योंकि मथुरामें भगवान्‌ भूतेश्वरका 
निवास है, जो पापियोंको भी मोक्ष प्रदान करनेवाले हैं। 
देवताओंमे श्रेष्ठ भगवान्‌ भूतेश्वर मुझको सदा ही प्रिय है; 
क्योंकि वे मेरी प्रसन्नताके लिये कभी भी मधुरापुरीका 
परित्याग नहीं करते । जो भगवान्‌ भूतेश्वरको नमस्कार, 
उनका पूजन अथवा स्मरण नहीं करता, वह मनुष्य 
दुराचारी है । जो मेरे परम भक्त शिवका पूजन नहीं करता, 
उस पापीको किसी तरह मेरी भक्ति नहीं प्राप्त होती । धुबने 
बालक होनेपर भी जहाँ मेरी आराधना करके उस परम 
विशुद्ध स्थानको प्राप्त किया, जो उसके बाप-दादोंको भी 
नहीं नसीब हुआ था; वह मेरी मधुरापुर देजताओंके लिये 
भी दुर्लभ है । वहाँ जाकर भनुष्य यदि लँगड़ा या अंधा 
होकर भी प्राणोंका परित्याग करे तो उसकी भी मुक्ति हो 
जाती है। महामना वेदव्यास ! तुम इस विषयमें कभी 
सन्देह न करना । यह उपनिषदोंका रहस्य है, जिसे मैने 
तुम्हारे सामने प्रकाशित किया है।' 

जो मनुष्य पवित्र होकर भगवानके श्रीमुखसे कहे हुए 
इस अध्यायका भक्तिपूर्वक पाठ या श्रवण करता है, उसे 
भी सनातन मोक्षको प्रापि होती है । 


— + न 


पातालखण्ड ] 


« श्रीकृष्णके द्वारा ब्रज तथा द्वारकामें निवास करनेवालॉकी भुक्तिका वर्णन ०. 


भगवान श्रीकृष्णके द्वारा ब्रज तथा द्वारकामें निवास करनेवालोंकी मुक्ति, वैष्णवोंकी द्वादश 
शुद्धि, पाँच प्रकारकी पूजा, शालग्रामके स्वरूप और महिमाका वर्णन, तिलककी 
विधि, अपराध और उनसे छूटनेके उपाय, हविष्यात्न और तुलसीकी महिमा 


'महादेवजी कहते है--देवि ! एक समयकी बात 
है, भगवान्‌ श्रीकृष्ण द्वारकासे मथुरामें आये और वहाँसे 
यमुना पार करके नन्दके त्रजमें गये। वहाँ उन्होंने अपने 
पिता नन्दजी तथा यशोदा मैयाको प्रणाम करके उन्हें 
भलीभाँति सान्त्वना दी, फिर पिता-माताने भी उन्हें 
छातीसे लगाया । इसके बाद वे बड़े-बूढ़े गोपोंसे मिले । 
उन सबको आश्वासन दिया तथा बहुत-से वस्त्र और 
आभूषण आदि भेंटमें देकर वहाँ रहनेवाले सब लोगोंको 
सन्तुष्ट किया । 

तत्पश्चात्‌ पावन वृक्षोंसे भरे हुए थमुनाके रमणीय 
तटपर गोपाङ्गनाओँके साथ श्रीकृष्णने तीन राततक बहाँ 
सुखपूर्वक निवास किया । उस समय उस स्थानपर अपने 
पुत्रों और स्रियोंसहित नन्दगोप आदि सब लोग, यहाँतक 
कि पशु, पक्षी और मृग आदि भी भगवान्‌ वासुदेवकी 
कृपासे दिव्य रूप धारण कर विमानपर आरूढ़ हुए और 
परम धाम--वैकुण्ठलोकको चले गये। इस प्रकार 
नन्दके ब्रजमें निवास करनेवाले सब लोगोंको अपना 
निरामय पद प्रदान करके भगवान्‌ श्रीकृष्ण देवियों और 
देवताओंके मुखसे अपनी स्तुति सुनते हुए शोभा-सम्पन्न 

द्वारकापुरीमें आये । 

बहाँ वसुदेव, उग्रसेन, संकर्षण, प्रयुम्न, अनिरुद्ध 
और अक्रूर आदि यादव प्रतिदिन उनकी पूजा करते थे 
तथा वे विश्वरूपधारी भगवान्‌ दिव्य रलोंद्वारा बने 
रतागृहोंमें पारिजात-पुष्प बिछाये हुए मृदुल पलंगॉपर 
शयन करके अपनी सोलह हजार आठ रानियोंके साथ 
बिहार किया करते थे। इस प्रकार सम्पूर्ण देवताओंका 
'हित और समस्त भूभारका नाश करनेके लिये भगवान्‌ 
यदुबंदामें अवतीर्ण हुए थे। उन्होंने सभी राक्षसोंका 
संहार करके पृथ्वीके महान्‌ भारको दूर किया तथा नन्दके 


ब्रज और द्वारकापुरीमें निवास करनेवाले समस्त चराचर 
प्राणियोंकी भवबन्धनसे मुक्त करके उन्हें योगियोंके 
ध्येयभूत परम सनातन धाममें स्थापित कर दिया। 
तदनन्तर, वे स्वयं भी अपने परम घामको पधारे। 
पार्वतीने कहा-- भगवन्‌ ! वैष्णवॉका जो यथार्थ 
भर्म है, जिसका अनुष्ठान करके सब मनुष्य भवसागरसे 
पार हो जाते हैं, उसका मुझसे वर्णन कीजिये ! 
महादेबजीने कहा- देवि! प्रथम वैष्णवोंकी 
द्वादश प्रकारको शुद्धि बतायी जाती है । भगवानके 
मन्दिरको लीपना, भगवानुकी प्रतिमाके पीछे-पीछे जाना 
तथा भक्तिपूर्वक उनकी प्रदक्षिणा करना--ये तीन कर्म 
चरणोंकी शुद्धि करनेवाले हैं । भगवानुकी पूजाके लिये 
भक्तिभावके साथ पत्र और पुष्पोंका संग्रह करना--यह 
हाथोंकी शुद्धिका उपाय है। यह शुद्धि सब प्रकारकी 
शुद्धियॉसे बढ़कर है। भक्तिपूर्वक भगवान्‌. श्रीकृष्णके 
नाम और गुणोंका कीर्तन वाणीकी शुद्धिका उपाय बताया 
गया है। उनकी कथाका श्रवण और उत्सवका दर्शन-- 
ये दो कार्य क्रमशः कानों और नेत्रॉकी शुद्धि करनेवाले 
कहे गये हैं । मस्तकपर भगवानका चरणोदक, निर्माल्य 
तथा माला धारण करना--ये भगवानके चरणोंमें पड़े 
हुए पुरुषके लिये सिरकी शुद्धिके साधन हैं। भगवानके 
निर्माल्यभूत पुष्प आदिको सूँघना अन्तःशुद्धि तथा 
घाणशुद्धिका उपाय माना गया है। श्रीकृष्णके युगल 
चरणोंपर चढ़ा. हुआ पत्र-पुष्प आदि संसारमें एकमात्र 
पावन है, वह सभी आङ्गोंको शुद्ध कर देता है। 
भगवानकी पूजा पाँच प्रकारकी बतायी गयी है; उन 
पाँचों भेदोंको सुनो- अभिगमन, उपादान, योग, 
स्वाध्याथ और इज्या- थे ही पूजाके पाँच प्रकार हैं; अब 
तुम्हें इनका क्रमशः परिचय दे रहा हूँ। देवताके स्थानको 


६-दो पैर, दो हाथ, दो कान, दो नेत्र, दो नासिका, एक मस्तक और एक अन्तःकरण---इन बारह अङ्गोंकी शुद्धि ही द्वादश शुद्धि है । 


१ 


५६२ 


* अर्चयस्व इषीकेसं यदीच्छसि परं पदम्‌ « 


दककण ११७९४३० ३३० ०४ ७०० ७७५७७७५ ७७७५७७७४०७ ७७७७७७०७७७ ७३७७७७० ७७७०७७७ ०, :५५४४७४००४७७ 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


झाड़-बुहारकर साफ करना, उसे लीपना तथा पहलेके 
चढ़े हुए निर्माल्यको दूर हटाना--'अभिगमन' कहलाता 
है। पूजाके लिये चन्दन और पुष्पादिके संग्रहका नाम 
'उपादान' है । अपने साथ अपने इष्टदेककी आत्मभावना 
करना अर्थात्‌ मेरा इष्टदेव मुझसे भिन्न नहीं है, वह मेरा 
ही आत्मा है; इस तरहकी भावनाको दृढ़ करना 'योग' 
कहा गया है। इष्टदेवके मन्त्रका अर्थानुसन्धानपूर्वक 
जप करना 'स्वाध्याय' है। सूक्त और स्तोत्र आदिका 
पाठ, भगवानका कीर्तन तथा भगवत्‌-तत्त्व आदिका 
प्रतिपादन करनेवाले शास्त्रोंका अभ्यास भी 'स्वाध्याय' 
कहलाता है । अपने आराध्यदेवकी यथार्थ विधिसे पूजा 
करनेका नाम 'इज्या' है । सुन्रते ! यह पाँच प्रकारकी 
पूजा मैने तुम्हें नतायी । यह क्रमशः सारि, सामीप्य, 
सालोक्य, सायुज्य और सारूप्य नामक मुक्ति प्रदान 
करनेवाली है! 
अब घसङ्गवश शालप्राम-शिलाकी पूजाके 
सम्बन्धमें कुछ निवेदन करूँगा । चार भुजाधारी भगवान्‌ 
बिष्णुके दाहिनी एवं ऊर्ध्वभुजाक क्रमसे अख्नविशेष 
अहण करनेपर केशव आदि नाम होते हैं अर्थात्‌, दाहिनी 
औरका ऊपरका हाथ, दाहिनी ओरका नीचेका हाथ, 
बायीं ओरका ऊपरका हाथ और बायीं ओरका नीचेका 
हाथ--इस क्रमसे चारों हाथोंमें शङ्ख, चक्र आदि 
आयुधोंको क्रम या व्यतिक्रमपूर्वक धारण करनेपर 
भगवानूकी भिन्न-भिन्न संज्ञाएँ होती हैं । उन्हीं सेज्ञाओंका 
निर्देश करते हुए यहाँ भगवानका पूजन बतलाया जाता 
है। उपर्युक्त क्रमसे चारों हाथोमें शङ्ख, चक्र, गदा और 
पद्य धारण करनेवाले विष्णुका नाम 'केशब' है! पद्म, 
गदा, चक्र और राङ्कके क्रमसे सरू धारण करनेपर उन्हें 
“नाययण' कहते हैं। क्रमशः चक्र, र्क, पद्य और गदा 
अहण करनेसे वे 'माधव' कहलाते हैं । गदा, पद्म, शङ्क 
और चक्र--इस क्रमसे आयुध धारण करनेवाले 
भगवानका नाम 'गोविन्द' है। पद्म, झङ्क, चक्र और 
गदाधारी विस्णुरूप भगवानको प्रणाम है। शद्ध, पद्म, 
गदा और चक्र धारण करनेवाले मधुसूदन-विमहको 
नमस्कार है। गदा, चक्र, झाङ्क और पदसे युक्त 


तरिविक्रमको तथा चक्र, गदा, पद्म और शङ्घधारी 
वामनमूर्तिको प्रणाम है। चक्र, पद्म, शद्ध और गदा 
धारण करनेवाले श्रीधररूपको नमस्कार है। चक्र, गदा, 
इख तथा पद्मधारी हृषीकेशा ! आपको प्रणाम है । पद्म, 
अह्न, गदा और चक्र ग्रहण करनेवाले पद्मनाभविम्रहको 
नमस्कार है । झङ्क, गदा, चक्र और पदाधारी दामोदर ! 
आपको मेरा प्रणाम है! शङ्ख, कमल, चक्र तथा गदा 
धारण करनेवाले संकर्षणको नमस्कार है । चक्र, शङ्क 
गदा तथा पद्मसे युक्त भगवान्‌ बासुदेव ! आपको प्रणाम 
है। शह्क, चक्र, गदा और कमल आदिके द्वारा प्र्युप्रमूर्ति 
धारण करनेवाले भगवानको नमस्कार है । गदा, शङ्क, 
कमळ तथा चक्रधारी अनिरुद्धको प्रणाम है । पद्म, शङ्ख, 
गदा और चक्रसे चिह्नित पुरुषोत्तमरूपको नमस्कार है । 
गदा, शङ्ख, चक्र और पद्य ग्रहण करनेवाले अधोक्षजको 
प्रणाम है। पद्म, गदा, शङ्घ और चक्र धारण करनेवाले 
नृसिंह भगवान्‌को नमस्कार है। पद्म, चक्र, शङ्ख और 
गदा लेनेवारे अच्युतस्वरूपको प्रणाम है । गदा, पद्य, 
चक्र और शङ्घधारी श्रोकृष्णबिग्रहको नमस्कार है । 
जिस झालग्राम-शिलामें द्वार-स्थानपर परस्पर सटे 
हुए दो चक्र हों, जो शुक्कवर्णकी रेखासे अङ्कित और 
'शोभासम्पत्न दिखायी दती हों, उसे भगवान्‌ श्रीगदाधरका 
स्वरूप समझना चाहिये । सङ्कर्षणमूर्तिमें दो सटे हुए चक्र 
होते हैं, छाल रेखा होती है और उसका पूर्वभाग कुछ 
मोटा होता है। अद्युप्रके स्वरूपमें कुछ-कुछ पीलापन 
होता है और उसमें चक्रका चिह्न सूक्ष्म रहता है। 
अनिरुद्धकी मूर्ति गोल होती है और उसके भीतरी भागमें 
गहरा एवं चौड़ा छेद होता है; इसके सिवा, वह 
ड्वारभागमें नीलवर्ण और तीन रेखाओंसे युक्त भी होती 
है। भगवान्‌ नारायण इयामवर्णके होते हैं, उनके 
मध्यभागमें गदाके आकारकी रेखा होती है और उनका 
नाभि-कमल बहुत ऊँचा होता है! भगवान्‌ नृसिंहकी 
मूर्तिमें चक्रका स्थूल चिह्न रहता है, उनका वर्ण कपिल 
होता है तथा वे तीन या पाँच विन्दुओंसे युक्त होते हैं। 
अह्यचारीके लिये उन्हींका पूजन विहित है। वे भक्तोंकी 
रक्षा करनेवाले हैं। जिस शालआम-शिलामें दो चक्रके 


पातालखण्ड ] 


* श्रीकृष्णके द्वारा अज तथा द्वारकामें निखास करनेवाल्होंकी मुक्तिका वर्णन + 


५६ 


चिह्न विषमभावेसे स्थित हों, तीन लिङ्ग हों तथा तीन 
रेखाएँ दिखायी देती हों; वह वाराह भगवानका स्वरूप है, 
उसका वर्ण नील तथा आकार स्थूल होता है । भगवान्‌ 
घाराह भी सबकी रक्षा करनेवाले हैं। कच्छपकी मूर्ति 
इयामवर्णकी होती है। उसका आकार पानीकी भैंवरके 
समान गोल होता है। उसमें यत्र-तत्र विन्दुओके चिह्न 
देखे जाते हैं तथा उसका पृष्ठ-भाग श्वेत रंगका होता है । 
श्रीधरकी मूर्तिमें पाँच रेखा. होती हैं, बनमालीके 
स्वरूपमें गदाका चिह्न होता है। गोल आकृति, 
मध्यभागमें चक्रका चिह्न तथा नीलवर्ण, यह वामन- 
मूर्तिकी पहचान है । जिसमें नाना प्रकारकी अनेकों 
मूर्तियों तथा सर्प-इारीरके चिह्न होते हैं, वह भगवान्‌ 
अनन्तकी प्रतिमा है। दामोदरकी मूर्ति स्थूलकाय एवे 
नीलवर्णकी होती है। उसके मध्यभागमें चक्रका चिह्न 
होता है। भगवान्‌ दामोदर नील चिह्से युक्त होकर 
सङ्कर्षणके द्वारा जगत्की रक्षा करते हें। जिसका वर्ण 
लाल है, तथा जो ऊम्बी-लम्बी रेखा, छिद्र, एक चक्र 
और कमल आदिसे युक्त एवं स्थूल है, उस शालग्रामको 
बह्याकी मूर्ति समझनी चाहिये । जिसमें बृहत्‌ छिद्र, स्थूल 
चक्रका चिह्न और कृष्ण वर्ण हो, वह श्रीकृष्णका स्वरूप 
है। बह विन्दुयुक्त और विन्दुशून्य दोनों ही प्रकारका देखा 
जाता है। हयग्रीव मूर्ति र समान आकारवाली 
और पाँच रेखाओंसे युक्त है। भगवान्‌ वैकुण्ठ 
कौस्तुभमणि धारण किये रहते हैं। उनकी मूर्ति बड़ी 
निर्मल दिखायी देती है। वह एक चन्रसे चिह्ित और 
इयाम वर्णकी होती है। मत्स्य भगवानकी मूर्ति बृहत्‌ 
कमलके आकारकी होती है। उसका रंग श्वेत होता है 
तथा उसमें हारकी रेखा देखी जाती है । जिस शालग्रामका 
बर्ण श्याम हो, जिसके दक्षिण भागमें एक रेखा दिखायी 
देती हो तथा जो तीन चक्रोके चिहृसे युक्त हो, वह 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीका स्वरूप है, वे भगवान्‌ सबकी 
रक्षा करनेवाले हैं। द्वारकापुरीमें स्थित शालग्रामखरूप 
भगवान्‌ गदाधरको नमस्कार है, उनका दर्शन बड़ा हो 
उत्तम है। वे भगवान्‌ गदाधर एक चक्रसे चिह्नित देखे 
जाते हैं। लक्ष्मीनारायण दो चक्रोसे, त्रिविक्रम तीनसे, 


चतुर्व्यूह चारसे, वासुदेव पाँचसे, प्रद्युम्न छसे, संकर्षण 
सातसे, पुरुषोत्तम आठसे, नवव्यूह नवसे, दशावतार 
दससे, अनिरुद्ध म्यारहसे और द्वादशात्मा बारह चक्रॉसे 
युक्त होकर जगतूकी रक्षा करते हैं। इससे अधिक चक्र- 
चिह्न धारण करनेवाले भगवानका नाम अनन्त है । दण्ड, 
कमण्डलू और अक्षमाला धारण करनेवाले चतुर्मुख 
ब्रह्मा तथा पाँच मुख और दस भुजाऑसे सुशोभित 
वृषध्वज महादेवजी आपने आयुधॉसहित शालआमं- 
झिलामें स्थित रहते हैं। गौरी, चण्डी, सरस्वती और 
महालक्ष्मी आदि माताएँ, हाथमें कमल धारण करनेवाले 
सूर्यदेव, हाथीके समान कंधेवाले गजानन गणेश, छः 
मुखोंबाले स्वामी कार्तिकेय तथा और भी बहुत-से 
देवगण झालग्राम-प्रतिमामें मौजूद रहते हैं, अतः 
मन्दिरमे शालम्रामशिलाकी स्थापना अथवा पूजा करनेपर 
ये उपर्युक्त देवता भी स्थापित और पूजित होते हैं। जो 
पुरुष ऐसा करता है, उसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 
आदिकी प्राप्ति होती है। 

गण्डकी अर्थात्‌ नारायणी नदीके एक प्रदेशमे 
शालग्रामस्थल नामका एक महत्त्वपूर्ण स्थान है; नहाँसे 
निकळनेवाले पत्थरको शालग्राम कहते हैं। शाळमाम- 
शिलाके स्पर्शमात्रसे करोड़ों जन्मोंके पापका नाश हो 
जाता है। फिर यदि उसका पूजन किया जाय, तन तो 
उसके फलके विषयमें कहना ही क्या है; वह भगवानके 
समीप पहुँचानेताला है। बहुत जन्मोके पुण्यसे यदि कभी 
गोष्पदके चिहसे युक्त श्रीकृष्ण-शिला ग्राप्त हो जाय तो 
उसीके पूजनसे मनुष्यके पुनर्जन्मकी समाप्ति हो जाती है । 
पहले शालग्राम-शिलाकी परीक्षा करनी चाहिये; यदि 
वह काली और चिकनी हो तो उत्तम है। यदि उसकी 
कालिमा कुछ कम हो तो वह मध्यम श्रेणीकी मानी गयी 
है और यदि उसमें दूसरे किसी रंगका सम्मिश्रण हो तो 
वह मिश्रित फल प्रदान करनेवाली होती है। जैसे सदा 
काठके भीतर छिपी हुई आग मन्थन करनेसे प्रकट होती 
है, उसी प्रकार भगवान्‌ विष्णु सर्वत्र व्याप्त होनेपर भी 
शाल्ग्रामशिल्ममें विशेषरूपसे अभिव्यक्त होते हैं। जो 
अतिदिन द्वारकाकी शिला-गोमतीचक्रसे युक्त बारह 


पछ 


० अर्चयस्व हृषीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


७००९०००७०००९१०७०७७९००००००००००७०००९९९००००७०००:००५००००७५५७७५००००७०००००००५७५३००७००७७०७०००००००००३०००:५०००:६००७७. 


झालग्राममूर्तियोंका पूजन करता है, वह बैकुण्ठलोकमें 
अतिष्ठित होता है । जो मनुष्य शालग्राम-शिलाके भीतर 
गुफाका दर्शन करता है, उसके पितर तृप्त होकर कल्पके 
अन्ततक स्वर्गमें निवास करते हैं। जहाँ द्वारकापुरीकी 
शिला- अर्थात्‌ गोमतीचक्र रहता है, वह स्थान 
बैकुण्ठलोक माना जाता है; वहाँ मृत्युको प्राप्त हुआ 
मनुष्य विष्णुधाममें जाता है । जो शालप्राम-शिलाकी 
कीमत लगाता है, जो नेचता है, जो विक्रयका अनुमोदन 
करता है तथा जो उसकी परीक्षा करके मूल्यका समर्थन 
करता है, वे सब नरकमें पड़ते हैं। इसलिये देवि! 
झालगय्रामशिला और गोमतीचक्रकी खरीद-विक्री छोड़ 
देनी चाहिये ! झालग्राम-स्थलसे प्रकट हुए भगवान्‌ 
झालय़राम और द्वारकासे प्रकट हुए गोमतीचक्र--इन 
दोनों देवताओंका जहाँ समागम होता है, वहाँ मोक्ष 
मिलनेमें तनिक भी सन्देह नहीं है। द्वारकासे प्रकट हुए 
गोमतीचक्रसे युक्त, अनेकों चक्रोंसे चिह्नित तथा 
चकासन-रिलाके समान आकारवाले भगवान्‌ शाल्य़ाम 
साक्षात्‌ चित्स्वरूप निरञ्जन परमात्मा ही हैं। ओङ्काररूप 
तथा नित्यानन्दस्वरूप झालग्रामको नमस्कार है। 
महाभाग झाल्याम ! मैं आपका अनुग्रह चाहता हूँ। 
प्रभो ! मैं ऋणसे अस्त हूँ, मुझ भक्तपर अनुग्रह कीजिये । 
अन मैं प्रसत्रतांपूर्वक तिलककी विधिका वर्णन 
करता हूँ । ललाटमें केशव, कण्ठमें श्रीपुरुषोत्तम, नाभिमें 
नारायणदेव, हृदयमें वैकुण्ठ, बायीं पसलीमें दामोदर, 
दाहिनी पसलीमें त्रिविक्रम, मस्तकपर हृषीकेश, पीठमें 
पद्मनाभ, कानोंमें गङ्गा-यमुना तथा दोनों भुजाओंमें 
श्रीकृष्ण और हरिका निवास समझना चाहिये । उपर्युक्त 
*स्थानोंमें तिलक करनेसे ये बारह देवता संतुष्ट होते हैं। 
तिलक' करते समय इन बारह नामोंका उच्चारण करना 
चाहिये । जो ऐसा करता है, वह सब पापोंसे शुद्ध होकर 
बिष्णुलोकको जाता है। भगवानके चरणोदकको पीना 
चाहिये और पुत्र, मित्र तथा खी आदि समस्त परिवारके 
शरीरपर उसे छिड़कना चाहिये ! श्रीविष्णुका चरणोदक 


यदि पी लिया जाय तो वह करोड़ों जन्मोकि पापका नाझ 
करनेवाला होता है। 

भगवानके मन्दिरमें खड़ाऊं या सबारीपर चढ़कर 
जाना, भगवत्‌-सम्बन्धी उत्सवोंका सेवन न करना, 
भगवानके सामने जाकर प्रणाम न करना, उच्छिष्ट या 
अपवित्र अवस्थामें भगवानकी वन्दना करना, एक 
हाथसे प्रणाम करना, भगवान्‌के सामने ही एक स्थानपर 
खड़े-खड़े प्रदक्षिणा करना, भगवानके आगे पाँव 
फैलाना, पलंगपर बैठना, सोना, खाना, झूठ बोलना, 
जोर-जोरसे चिल्लाना, परस्पर बात करना, रोना, झगड़ा 
करना, किसीको दण्ड देना, अपने बलके घमंडमें आकर 
किसीपर अनुग्रह करना, स्रियोके प्रति कठोर बात 
कहना, कम्बल ओढ़ना, दूसरेकी निन्दा, परायी स्तुति, 
गाली बकना, अधोवायुका त्याग (अपशब्द) करना 
शक्ति रहते हुए गौण उपचारोंसे पूजा करना-- मुख्य 
उपचारोंका प्रबन्ध न करना, भगवानको भोग लगाये 
बिना ही भोजन करना, सामयिक फल आदिको 
'भगवानकी सेवामें अर्पण न करना, उपयोगमें लानेसे 
बचे हुए भोजनको भगवानके लिये निवेदन करना, 
भोजनका नाम लेकर दूसरेकी निन्दा तथा प्रशंसा करना, 
गुरुके समीप मौन रहना, आत्म-प्रशंसा करना तथा 
देवताओंको कोसना--ये विष्णुके प्रति बत्तीस अपराध 
बताये गये हैं। “मधुसूदन ! मुझसे प्रतिदिन हजारों 
अपराध होते रहते हैं; किन्तु मैं आपका ही सेवक हूँ, 
ऐसा समझकर मुझे उनके लिये क्षमा करें।'* इस 
मन्त्रका उच्चारण करके भगवानके सामने पृथ्वीपर 
दण्डकी भाँति पड़कर साष्टाङ्ग प्रणाम करना चाहिये। 
ऐसा करनेसे भगवान्‌ श्रीहरिं सदा हजारों अपराध क्षमा 
करते हैं। द्विजातियोके लिये सबेरै और शाम--दो ही 
समय भोजन करना वेदनिहित है । गोल लौकी, लहसुन, 
ताइका फल और भाँटा- इन्हे वैष्णव पुरुषॉको नहीं 
खाना चाहिये। वैष्णवके लिये बड़, पीपल, मदार, 
कुम्भी, तिन्दुक, कोविदार (कचनार) और कदम्बके 


* अपराघसदस्राणि क्रियन्तेऽहर्तिशं मया | तवाहमिति मां महला क्षमस्व मघुसूदन॥ (७९। ४४) 


पातालरबण्ड ] 


* माम-कीर्तनकी महिमा तथा भगवानकी विशेष आराधनाका वर्णन » 


५६५ 


पत्तेमें भोजन करना निषिद्ध है | जला हुआ तथा 
भगवानको अर्पण न किया हुआ अन्न, जम्बीर और 
निजौरा नीबू, शाक तथा खाली नमक भी वैष्णवको नहीं 
खाना चाहिये । यदि दैवात्‌ कभी खा ले तो भगवन्नामका 
स्मरण करना चाहिये। हेमन्त ऋतुमें उत्पन्न होनेवाला 
सफेद धान जो सड़ा हुआ न हो, मूँग, तिल, यव, 
केराव, कंगनी, नीवार (तीना), शाक, हिलमोचिका 
(हिलसा), कालशाक, बथुवा, मूली, दूसरे-दूसरे 
मूल-शाक, सेंधा और साँभर नमक, गायका दही, 
गायका घो, बिना माखन निकाला हुआ गायका दूध, 
कटहल, आम, हें, पिप्पली, जीरा, नासङ्गी, इमली, 
केला, लवली (हरफा रेवरी), आँवलेका फल, गुड़के 
सिवा ईखके रससे तैयार होनेवाली अन्य सभी वस्तुएँ. 
तथा बिना तेलके पकाया हुआ अन्न---इन सभी खाद्य 
पदार्थोको मुनिलोग हविष्यान्न कहते हैं । 

जो मनुष्य तुलसीके पत्र और पुष्प आदिसे युक्त 
माला धारण करता है, उसको भी विष्णु ही समझना 
चाहिये । आँनलेका वृक्ष लगाकर मनुष्य विष्णुके समान 
हो जाता है । आँवलेके चारों ओर साढ़े तीन सौ हाथकी 


भूमिको कुरुक्षेत्र जानना चाहिये। तुलसीकी लकड़ीके 
रुद्राक्षके समान दाने बनाकर उनके द्वारा तैयार की हुई 
माला कण्ठमें धारण करके भगवानका पूजन आरम्भ 
करना चाहिये। भगवानको चढ़ायी हुई तुलसीकी माल 
मस्तकपर धारण करे तथा भगवान्को अर्पण किये हुए 
चन्दनके द्वारा अपने अङ्गोंपर भगवानका नाम लिखे । 
यदि तुलसीके काष्ठकी बनी हुई मालाऑसे अलङ्कत 
होकर मनुष्य देवताओं और पितरोंके पूजनादि कार्य करे 
तो वह कोटिंगुना फल देनेवाला होता है। जो मनुष्य 
तुलसीके काष्ठकी बनी हुई माला भगवान्‌ विष्णुको अर्पित 
करके पुनः प्रसादरूपसे उसको भक्तिपूर्वक धारण करता 
है, उसके पातक नष्ट हो जाते हैं। पाद्य आदि उपचारॉसे 
तुलसीकी पूजा करके इस मन्त्रका उच्चारण करे--जो 
दर्शन करनेपर सारे पापसमुदायका नाश कर देती है, स्पर्श 
करनेपर शरीरको पवित्र बनाती है, प्रणाम करनेपर रोगोंका 
निवारण करती है, जलसे सींचनेपर यमराजको भी भय 
पहुँचाती है, आरोपित करनेपर भगवान्‌ श्रीकृष्णके समीप 
के जाती है और भगवानके चरणोंमें चढ़ानेपर मोक्षरूपी 
'फल प्रदान करती है, उस तुलसी देवीको नमस्कार है ।* 


= * प्न्च्च्य्स्स 
नाम-कीर्तनकी महिमा, भगवानके चरण-चिह्वोंका परिचय तथा प्रत्येक मासमें 
भगवानकी विशेष आराधनाका वर्णन 


पार्वतीजीने पूछा--कृपानिधे ! विषयरूपी 
ग्राहोंसे भरे हुए भयङ्कर कलियुगके आनेपर संसारके 
सभी मनुष्य पुत्र, खी और धन आदिकी चिन्तासे 
व्याकुल रहेंगे, ऐसी दशामें उनके उद्धारका क्या उपाय 
है ? यह बतानेकी कृपा कीजिये। 

महादेखजीने कहा--देवि ! कलियुगमें केवल 
हरिनाम ही संसारसमुद्रसे पार लगानेवाल् है । जो लोग 
प्रतिदिन 'हरे राम हरे कृष्ण' आदि प्रभुके मङ्गलमय 
नामोंका उच्चारण करते हैं, उन्हें कलियुग बाधा नहीं 


पहुँचाता, अतः नीच-नीचमें जो आवश्यक कर्म प्राप्त 
हों, उन्हें करते-करते भगवानके नामोंका भी स्मरण करते 
रहना चाहिये। जो बारम्बार 'कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण' 
की र्ट लगाता रहता है तथा मेरे और तुम्हारे नामका भी 
व्यतिक्रमपूर्वक अर्थात्‌ गौरीशङ्कर आदि कहकर जप 
किया करता है, बह भी जैसे आग रूईकी ढेरीको जरा 
डालती है उसी प्रकार अपनी पाप-राशिको भस्म करके 
उससे मुक्त हो जाता है। जय अथवा श्रीशब्दपूर्वक जो 
तुम्हारा, मेरा या श्रीकृष्णका मङ्गलमय नाम है, उसका 


* या दृष्टा निखिलाघसंघशमनी स्पृष्टा वपुष्पावनी रोगाणामभिवन्दिता निरसनी सिक्तान्तकत्रासिनी । 


प्रत्यासत्तिविधायिनी भगवतः कृष्णस्थ संरोपिता न्यस्ता तचरणे बिमुक्तिफलदा तस्यै तुलस्यै नमः ॥ 


(७९। ६६) 


८५६ 


4200444242४44% ७०५७३७७७७७ ५५७४५ ४. ५५४ ५९-१ ९५४५९ ९ 9% ९१५ ५ ९५५५५ ५ ४४:१ > ४४५५ ५५४४५ ५४४४४ ४५५१५ ५४५ #५४४५५५४. 


० अर्थयस्व हषीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पशपुराण 


जप करनेसे मनुष्य पापमुक्त हो जाता है। दिन, रात और 
सन्ध्या--सभी समय नाम-स्मरण करना चाहिये। दिन- 
रात हरि-नामका जप करनेवाला पुरुष श्रीकृष्णका प्रत्यक्ष 
दर्शन पाता है। अपवित्र हो या पवित्र, सब समय, 
निरन्तर भगवन्नामका स्मरण करनेसे वह क्षणभरमें 
भव-बन्धनसे छुटकारा पा जाता है।* भगवान्‌का नाम 
नाना प्रकारके अपराधोंसे युक्त मनुष्यका पाप भी हर 
लेता.है । कलियुगमें यज्ञ, न्त्र, तप और दान--कोई भी 
कर्म सब आङ्गोसे पूर्ण नहीं उतरता; केवल गङ्गाका स्नान 
और हरि-नामका कीर्तन--ये ही दो साधन विन्न- 
बाधाओंसे रहित हैं। कल्याणी ! हत्याजनित हजारों 
भयङ्कर पाप तथा दूसरे-दूसरे पातक भी भगवान्‌के 
गोविन्द नामका उच्चारण करनेसे नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य 
अपवित्र हो या पवित्र अथवा किसी भी दशामें क्यों न 
स्थित हो, जो पुण्डरीकाक्ष (कमल-नयन) भगवान्‌ 
विष्णुका स्मरण करता है, बह बाहर और भीतर--सब 
ओरसे पवित्र हो जाता है। † केवल भगवत्रामोंके 
स्मरणसे तथा भगवानूके चरणोंका चिन्तन करनेसे शुद्धि 
होती है। सोने, चाँदी, भिगोये हुए आटे अथवा 
पुष्प-मालाके द्वारा भगवानके चरणोंकी आकृति बनाकर 
उसे चक्र आदि चिह्वॉसे अङ्कित कर ले, उसके बाद 
पूजन आरम्भ करे । पूजनके समय भगवञ्चरणोंका इस 
प्रकार ध्यान करे--भगवान्‌ अपने दाहिने पैरके 
अँगूठेकी जड़में प्रणतजनोकि संसार-बन्धनका उच्छेद 
करमेके लिये चक्रका चिह्न धारण करते हैं। मध्यमा 
अँगुलीके मध्यभागमें अच्युतने अत्यन्त सुन्दर कमलूका 
चिह धारण कर रखा है; उसका उद्देश्य है- ध्यान 
करनेवाले भक्तोंके चित्तरूपी भ्रमरको लुभाना | कमलके 
नीचे खे ध्वजका चिह्न धारण करते हैं, जो मानो समस्त 
अनर्थोको परास्त करके फहरानेवाली विजय-ध्वजा है । 
कनिष्ठिका अँगुलीकी जड़में वज़का चिह्न है, जो भक्तोंकी 
पापराश्चिको विदीर्ण करनेवाला है। पैरके पार्श्व-भागमें 


नीचकी ओर अङ्कुशका चिह्न है, जो भक्तोके चित्तरूपी 
हाथीका दमन करनेवाला है। श्रीहरि अपने अङ्नुष्ठके 
पर्वमें भोग-सम्पत्तिके प्रतीकभूत यथका चिह्न धारण 
करते हैं तथा मूल-भागमें गदाकी रेखा है, जो समस्त 
देहघारियोंके पापरूपी पर्वतको चूर्ण कर डालनेवाली है। 
इतना ही नहीं, वे अजन्मा भगवान्‌ सम्पूर्ण विद्याओको 
प्रकाशित करनेके लिये भी पद्म आदि चिह्को घारण 
करते हैं। दाहिने पैरमें जो-जो चिह्न हैं, उन्हीं-उन्हीं 
चिह्वोंको करुणानिधान प्रभु अपने बायें पैरमें भी धारण 
करते हैं; इसलिये गोविन्दके माहात्म्यका, जो आनन्दमय 
रसके कारण अत्यन्त मनोरम जान पड़ता है, सदा श्रवण 
और कीर्तन करना चाहिये। ऐसा करनेवाले मनुष्यकी 
मुक्ति होनेमें तनिक भी सन्देह नहीं है । 
अब मैं प्रत्येक मासका वह कृत्य बतला रहा हूँ, 
जो भगवान्‌ विष्णुको प्रसन्न करनेवाला है। जेठके 
महीनेमें पूर्णिमा तिथिको स्नान आदिसे पवित्र होकर 
'यलपूर्वक श्रीहरिका स्रानोत्सन भनाना चाहिये, इससे 
दिन, पक्ष, मास, ऋतु और वर्षभरके पाप नष्ट हो जाते 
हैं। कोटि-कोटि सहस्त्र जो पातक और उपपातक होते 
हैं, उन सबका नाश हो जाता है। स्नानके समय कलशमेँ 
जल लेकर भगवानके मस्तकपर घीरे-घीरे गिराना 
चाहिये और पुरुषसूक्तके मन्त्रों तथा पावमानी 
ऋचाओंका क्रमशः पाठ करते रहना चाहिये | नारियल- 
युक्त जल, तालफलसे युक्त जल, रत्रमिश्रित जल, 
*चन्दनमिश्रित जल तथा पुष्पयुक्त जल--इन पाँच 
उपचारोंसे स्नान कराकर अपने वैभव-विस्तारके अनुसार 
भगवान्‌की आराधना करे । तत्पश्चात्‌ *घं घण्टायै नमः' 
इस मन्त्रको पढ़कर घण्टा बजावे और इस प्रकार 
आर्थना करे--'आपनी ऊँची आवाजसे पतितोंकी 
पातकराशिका निवारण करनेवाली घण्टे! घोर 
संसारसागरमें पड़े हुए मुझ पापीकी रक्षा करो।' जो 
त्रिय विद्वान्‌ नाह्मण पवित्रभावसे इस प्रकार भगवानूकी 


ज अंगुचिर्वा शुचिर्वापि सर्वकालेवु सर्वदा । नामसंस्मरणादेन संसारान्मुच्यते क्षणात्‌ ॥ (८० । ७, ८) 
त अपवित्र: पवित्रो या सर्वावस्थो गतोऽपि या । यः स्मरेत्‌ पुण्डरीकाक्षं स ाह्याधयन्तरः सुचिः ॥ (८० । ११) 


पातालखण्ड ] 


* नाम-कीर्तनकी महिमा तथा भगवानकी विशेष आराधनाका वर्णन « 


५९७ 


आराधना करता है, वह सब पापोंसे मुक्त होकर विष्णु- 
लोकमें जाता है। 
आषाढ़ शुक्ला द्वितीयाको भगवानकी सवारी 
निकालकर रथयात्रा-सम्बन्धी उत्सव करना चाहिये । 
तथा आषाढ़ शुक्ला एकादशीको भगवानके शयनका 
उत्सव मनाना चाहिये फिर श्रावणके महीनेमें श्रावणीकी 
विधिका पालन करना उचित है। भाद्रपद कृष्ण 
अष्टमीको भगवान्‌ श्रीकृष्णक्रे जन्मका दिन है, उस दिन 
ब्रत रखना चाहिये। तत्पश्चात्‌ आश्विनके महीनेमें सोये 
हुए भगवान्‌के करवट बदलनेका उत्सव मनाना उचित 
है। उसके बाद समयानुसार श्रीहरिके शयनसे उठनेका 
उत्सव करे, अन्यथा बह मनुष्य विष्णुका द्रोह करनेवाला 
माना जाता है। आश्चिनके शुक्कपक्षमे भगवती 
महामायाका भी पूजन करना कर्तव्य है। उस समय 
विष्णुरूपा भगवतीकी सोने या चाँदीकी प्रतिमा बना लेनी 
चाहिये। हिंसा और द्वेषका परित्याग करना चाहिये; 
क्योंकि बिष्णुकी पूजा करनेवाला पुरुष धर्मात्मा होता है 
[और हिंसा, द्वेष आदि महान्‌ अधर्म हैं] । कार्तिक 
पुण्यमास है; उसमें इच्छानुसार पुण्य करे। भगवान्‌ 
दामोदरके लिये प्रतिदिन किसी ऊँचे स्थानपर दीपदान 
करना उचित है। दीपक चार अङ्गुलका चौड़ा हो और 
डसमें सात बत्तियाँ जलायी जायैँ। फिर पक्षके अन्तमें 
अमावास्याको सुन्दर दीपावलीका उत्सव मनाया जाय । 
अगहनके शुक्पक्षमें षष्ठी तिथिको सफेद बस्ने द्वारा 
भगवान्‌ जगदीशकी और विशेषतः ब्रह्माजीको पूजा 
करे। पौष मासमें भगवानका पुष्पमिश्रित जलसे 
अभिषेक तथा तरल चन्दन वर्जित है । मकरसंक्रान्तिके 
दिन तथा माघके महीनेमें अधिवासित तण्डुलका 
भगबानके लिये नैवेद्य लगावे और 'ॐ विष्णवे नमः' 
इस मन्त्रका उच्चारण करे। फिर ब्राह्मणोंको देवाधिदेव 
भगवानके सामने बिठाकर भक्तिपूर्वक भोजन करावे 
तथा उन भगवद्भक्त द्विजोंकी भगवदबुद्धिसे पूजा करे । 
एक भगवदभक्त पुरुषके भोजन करा देनेपर करोड़ों 
मनुष्योके भोजन करानेका फल होता है। यदि पूजामें 
किसी अङ्गकी कमी रह गयी हो तो वह ब्राह्मण-भोजन 


करानेसे अवश्य पूर्ण हो जाती है। माघके शुकूपक्षमें 
चसन्त-पञ्चमीको भगवान्‌ केशवको नहलाकर आमके 
पल्लव तथा भाँति-भांतिके सुगन्धित चूर्ण आदिके द्वारा 
विधिपूर्वक उनकी पूजा करे। तत्पश्चात्‌ 'जय कृष्ण' 
कहकर भगवानका स्मरण करते हुए उन्हें एक मनोहर 
उपबनमें ्रदक्षिणभावसे ले जाय और वहाँ दोल्त्रेत्सब 
मनावे। उक्त उपवनको प्रज्वलित दीपकोंके द्वारा 
प्रकाशित किया जाय । उसमें ऐसे-ऐसे वृक्ष हों, जो सभी 
ऋतुओमें फूलोंसे भरे रहें । फल-फूलॉसे सुशोभित नाना 
अकारके वृक्ष, पुष्पनिर्मित चैंदोवे, जलसे भरे हुए घट, 
आमकी छोरी-बड़ी शाखाएँ तथा छत्र और चंवर आदि 
वस्तुएँ उस वनकी शोभा बढ़ा रही हों। कलियुगमें 
विशेषरूपसे दोलोत्सवका विधान है। फाल्गुनकी 
चतुर्दशीको आठवें पहरमें अथवा पूर्णमासी या 
प्रतिपदाकी सन्धिमें भगवानकी भक्तिपूर्वक विधिवत्‌ पूजा 
करे। उस समय श्वेत, लाल, गौर तथा पीले--इन चार 
प्रकारके चूर्णोका . उपयोग करे, उनमें कर्पूर आदि 
सुगन्धित पदार्थ मिले होने चाहिये । हल्दीका रंग मिला 
देनेसे उन चूर्णेकि रंग तथा रूप और भी मनोहर हो जाते 
हैं। इनके सिवा, अन्य प्रकारके रेग-रूपबाले चूर्णोद्वारा 
भी परमेश्वरको प्रसन्न करे । एकादशीसे लेकर पञ्चमीतक 
इस उत्सवको पूण करे अथवा पाँच या तीन दिनतक 
दोलोत्सव करना उचित है। यदि मनुष्य एक बार भी 
झूलेमें झूलते हुए दक्षिणाभिमुख श्रीकृष्णका दर्शन कर 
लें तो बे पापराझिसे मुक्त हो जाते हैं; इसमें तनिक भी 
सन्देह नहीं है । 

महाभागे ! जो मनुष्य वैशाख-मासमें जलसे भरे 
हुए सोने, चाँदी, तांबे अथवा मिट्टीके पात्रें 
श्रीशालग्रामको या भगवानकी प्रतिमाको परकर 
जलमें ही उसका पूजन करता है; उसके पुण्यकी गणना 
नहीं हो सकती। 'दमन' (दौना) नामक पुष्पका 
आरोपण करके उसे श्रीचिष्णुको अर्पित करना चाहिये । 
वैशाख, श्रावण अथवा भाद्रपद मासमें 'दमनार्पण' 
करना उचित है । पूर्वी हवा चलनेपर ही दमनार्पण आदिं 
कर्म होते हैं; उस समय विधिपूर्वक भगवानका पूजन 


५६८ 


= अर्चयस्व इषीकेर्श यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


Aheteneesessesssseesenesesesesgeeneneseresesoeeeenesamesseeseeeesnesee४७०५५०.७५०.१०५९१॥ ५११५९४४४१ ४५.५४५९ 


करना चाहिये; अन्यथा सब कुछ निष्फल हो जाता है। 
बैशाखकी तृतीयाको विशेषतः जलमें अथवा मण्डल, 
मण्डप या बहुत बड़े वनमें यह कार्य सम्पन्न करना 
चाहिये। वैशाख-मासमें प्रतिदिन भगवानके अङ्गको 
सुगन्धित चन्दन आदि लगाकर परिपुष्ट करे । प्रयत्नपूर्वक 
ऐसा कार्य करे, जो भगवानके कृश शरीरके लिये पुष्टि- 
कारक जान पड़े। चन्दन, अगरु, हीवेर, कालागरु, 
कुङ्कुम, रोचना, जटामाँसी और मुरा--ये विष्णुके 
उपयोगमें आनेवाले आठ गन्ध माने गये हैं । उन सुगन्धित 
पदार्थोंका भगवान्‌ निष्णुके आङ्गोंपर लेप करे। तुलसीके 
काष्ठको चन्दनकी भाँति घिसकर उसमें कर्पूर और अगरु 
मिला दे अथवा केसर ही मिलावे तो बह भगवानके लिये 
“हरिचन्दन' हो जाता है । जो मनुष्य यात्राके समय भक्ति- 
पूर्वक श्रीकृष्णका दर्शन करते हैं, उनकी पुनरावृत्ति नहीं 
होती । जो लोग सुगन्धमिश्रित जलसे भगवानको नहलाते 
हैं; उनके लिये भी यही फल है। अथवा वैशाख-मासमें 
भगवानको फूलोके भीतर रखना चाहिये । वृन्दाबनमें 
जाकर तरह-तरहके फल जुटावे और भगवानको भोग 
लगाकर किसी सुयोग्य भगवद्धक्तको सब खिला दे। 


नारियलका फल अर्पण करे अथवा उसे फोड़कर उसकी 
गरी निकाल कर दे । बेरका फल निवेदन करे । कटहलका 
कोया निकालकर भोग लगावे तथा दहीयुक्त अन्नको घीसे 
'तर करके भगवानके आगे रखे ! कहाँतक कहा जाय ? 
जो-जो वस्तु अपनेको विशेष प्रिय हो, बह सब भगवानको 
अर्पण करे । नैवेद्य और नसर आदि भगवानको अर्पण 
करे । पुनः उसे स्वयं उपयोगमें न लावे । विष्णुके उद्देश्यसे 
दी हुई वस्तु विशेषतः उनके भक्तोंको ही देनी चाहिये। 
महेश्वरि ! इस प्रकार संक्षेपसे ही मैने तुम्हारे सामने ये कुछ 
नातें नतायी हैं। जिन शास्त्रोंमें श्रीकुष्णके रूप और 
गुणोंका वर्णन है, उन्हें समझनेकी शक्ति हो जाय तो और 
कोई शासन पढ़नेकी कुछ भी आवश्यकता नहीं है। 
भगवानके प्रेम, भाव, रस, भक्ति, जिलास, नाम तथा 
हारोंमें यदि मन लग गया तो कामिनियोसे क्या लेना है? 
अतः ब्रज-बालकोके स्वामी श्रीकृष्णको, उनके क्रीडा- 
निकेतन वृन्दावनको, व्रजभूमिको तथा यमुना-जलको मन 
रूगाकर भजो। यदि इस झारीरमें त्रिभुवनके स्वामी 
भगवान्‌ गोविन्दके चरणारविन्दोकी धूलि लिपटो हो तो 
इसमें अगरु और चन्दन आदि लगाना व्यर्थ है। 


दि 


मन्त्रचिन्तामणिका उपदेश तथा उसके ध्यान आदिका वर्णन 


सूतजी कहते हैं--महर्षियो ! एक समयकी बात 


। है, देवाधिदेव जगदगुरु भगवान्‌ सदाशिव यमुनाजीके 


तटपर बैठे हुए थे । उस समय नारदजीने उनके चरणोंमें 
रणाम करके कहा--'देवदेब महादेव ! आप सर्वश, 


च्च जगदीश्वर, भगवदधर्मका तत्त्व जाननेवाले तथा श्रीकृष्ण- 


मन्त्रका ज्ञान रखनेवालॉमें सर्वश्रेष्ठ हैं । देवेश्वर ! यदि मैं 


'फल प्रदान करता है । 
शिवजी ओले--महाभाग ! तुमने यह बहुत 


| उत्तम प्रश्न किया है। क्यों न हो, तुम सम्पूर्ण जगत्के 


हितैषी जो ठहरे ! मैं तुम्हें मन्त्र-चिन्तामणिका उपदेश दे 
रहा हूँ। यद्यपि यह बहुत ही गोपनीय है तो भी मैं तुमसे 
उसका वर्णन करूँगा। कृष्णके दो मन्त्र अत्यन्त उत्तम 


* मन्त्रचिन्तामणिका उपदेश तथा उसके ध्यान आदिका वर्णान » 


हैं, उन दोनोंको तुम्हें बताता हूँ; मन्त्र-दिन्तामणि, युगल, 
द्वय और पञ्पदी--ये इन दोनों मन्त्रेकि पर्यायवाची नाम 
हैं। इनमें पहले मन्त्रका प्रथम पद है--'गोपीजन', 
द्वितीय पद है---'बल्लभ', तृतीय पद है--'चरणान', 
चतुर्थ पद है--'शरणम्‌ तथा पञ्चम पद है “प्रपद्यो ।' 
इस प्रकार यह (“गोषीजनखरुलभचरणान्‌ झारणं 
अपद्ये') मन्त्र पाँच पदोंका है। इसका नाम मन्त्र- 
चिन्तामणि है । इस महामन्त्रमे सोलह अक्षर हैं। दूसरे 
मन्त्रका स्वरूप इस प्रकार है--'नमो गोपीजन” इतना 
कहकर पुनः 'बल्लभाभ्याम' का उच्चारण करना 
चाहिये। तात्पर्य यह कि “नमो गोपीजनवल्लभाभ्याम' 
के रूपमें यह दो पर्दोका मन्त्र है, जो दस अक्षरोंका 
बताया गया है । जो मनुष्य श्रद्धा या अश्रद्धासे एक बार 
भी इस पञ्चपदीका जप कर लेता है, उसे निश्चय ही 
श्रीकृष्णके प्यारे भक्तोंका सान्निध्य प्राप्त होता है---इसमें 
तनिक भी सन्देह नहीं है । इस मन्त्रको सिद्ध करनेके लिये 
न तो पुरश्चरणकी अपेक्षा पड़ती है और न न्यास- 
विधानका क्रम ही अपेक्षित है । देश-कालका भी कोई 
नियम नहीं है। अरि और मित्र आदिके शोधनकी भी 
"आवश्यकता नहीं है। मुनीश्वर! ब्राह्मणसे लेकर 
चाप्डालतक सभी मनुष्य इस मन्त्रके अधिकारी हैं। 
स्त्रियां, शूद्र आदि, जड, मूक, अन्ध, पङ्गु, हूण, किरात, 
पुलिन्द, पुल्कस, आभीर, यवन, कङ्क एवं खरा आदि 
पापयोनिके दम्भी, अहङ्कारी, पापी, चुगुलखोर, गोघाती, 
ब्रह्महल्यारे, महापातकी, उपपातकी, ज्ञान-वैराग्यहीन, 
श्रवण आदि साधनोंसे.रहित तथा अन्य जितने भी निकृष्ट 
श्रेणीके लोग हैं, उन सबका इस मन्त्रमें अधिकार है । 
मुनिश्रेष्ठ ! यदि सर्वेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णमें उनकी भक्ति 
है तो वे सब-के-सब अधिकारी हैं, अन्यथा नहीं; 
इसलिये भगवानमें भक्ति न रखनेवाले कृतश्न, मानी, 
श्रद्धाहीन और नास्तिकको इस मन्त्रका उपदेश नहीं देना 
चाहिये । जो सुनना न चाहता हो, अथवा जिसके हृदयमें 
मुरुके भति सेवाका भाव न हो उसे भी. यह मन्त्र नहीं 
बताना चाहिये । जो श्रीकृष्णका अनन्य भक्त हो, जिसमें 
दम्भ और लोभका अभाव हो तथा जो काम और क्रोधसे 


सर्वथा मुक्त हो, उसे यत्रपूर्वक इस मन्त्रका उपदेश देना 
चाहिये । इस मन्त्रका ऋषि मैं ही हूँ। बल्लवी-वल्लभ 
श्रीकृष्ण इसके देवता हैं तथा प्रिया-सहित भगवान्‌ 
गोविन्दके दास्यभावकी आप्तिके लिये इसका विनियोग 
किया: जाता है। यह मन्त्र एक बारके ही उच्चारणसे 
कृतकृत्यता प्रदान करनेवाला है। 

द्विजश्रेष्ठ ! अब मैं इस मन्त्रका ध्यान बतलाता हूँ। 
वृन्दावनके भीतर कल्पवृक्षके मूलभागमें रलमय 
सिंहासनके ऊपर भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपनी प्रिया 
श्रीराधिकाजीके साथ विराजमान हैं | श्रीराधिकाजी उनके 
वामभागमें बैठी हुई हैं। भगवानका श्रीविग्रह मेघके 
समान श्याम है । उसके ऊपर पीताम्बर शोभा पा रहा है। 
उनके दो भुजाएँ हैं। गलेमें वनमाला पड़ी हुई है। 
मस्तकपर मोरपंखका मुकुट शोभा दे रहा है। 
मुख-मण्डल करोड़ों चन्द्रमाऑकी भांति कान्तिमान्‌ है । 
वे अपने चञ्चल नेत्रॉको इघर-उघर घुमा रहे हैं। उनके 
कानॉमें कनेर-पुष्पके आभूषण सुशोभित हैं। ललाटमें 
दोनों ओर चन्दन तथा बीचमें -बिन्दुसे तिलक 
लगाया गया है, जो मण्डलाकार जान पड़ता है । दोनों 
कुण्डलोंकी प्रभासे वे प्रातःकालीन सूर्यके समान तेजस्वी 
दिखायी दे रहे हैं । उनके कपोल दर्पणकी भाँति स्वच्छ हैं, 
जो पसीनेकी छोटी-छोटी बूँदोकि कारण बड़े शोभायमान 
अतीत होते हैं। उनके नेत्र प्रियाके मुखपर लगे हुए हैं। 
उन्होंने लीलबश अपनी भैहें ऊँची कर ली हैं। ऊँची 
नासिकाके अग्रभागमें मोतीकी बुलाक चमक रही है। 
पके हुए कुँदरूके समान लाल ओठ दाँतोंका प्रकाश 
पड़नेसे अधिक सुन्दर दिखायी देते हैं। केयूर, अङ्गद, 
अच्छे-अच्छे रत्र तथा मुंदरियोंसे भुजाओं और हाथोंकी 
शोभा बहुत बढ़ गयी है। वे बायें हाथमें मुरली तथा 
दाहिनेमें कमल लिये हुए हैं । करधनीकी प्रभासे शरीरका 
मध्यभाग जगमगा रहा है । नूपुरोंसे चरण सुशोभित हो 
रहे हैं । भगवान्‌ क्रीड़ा-रसके आवेरासे चञ्चल प्रतीत होते 
हैं। उनके नेत्र भी चपल हो रहे हैं। वे अपनी प्रियाको 
बारेबार हँसाते हुए स्वयं भी उनके साथ हैस रहे हैं। इस 
प्रकार श्रीराधाके साथ औकृष्णका चिन्तन करना चाहिये । 


५७० 


० अर्चयस्व हषीकेश यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


44६444७५४५ ७५४३ ५५५७३७७१४३ ३३४७७७७७७७ ७७७७३७७७७७ ४५७ ७९७७७ ३७७७७५७ ७७७७६७७ ०७७७ ७७७ ७७७७७७७०४७ ७०७७ 


तदनन्तर श्रीराधाकी सखियोंका ध्यान करे। उनकी 
अवस्था और गुण श्रोराधाजीके ही समान है । वे चैंवर 
और पंखी आदि लेकर अपनी स्वामिनीकी सेवामें लगी 
हुई हैं। 
नारदजी ! श्रीकृष्णप्रिया राधा अपनी चैतन्य आदि 
अन्तरङ्ग विभूतियोंसे इस प्रपक्षका गोपन--संरक्षण 
करती हैं; इसलिये उन्हें “गोपी' कहते हैं । वे श्रीकृष्णकी 
आराधनामें तन्मय होनेके कारण 'राधिका' कहलाती हैं । 
श्रीकृष्णमयी होनेसे ही वे परादेवता हैं। पूर्णतः ललक्ष्मी- 
स्वरूपा हैं। श्रीकृष्णके आह्लादका मूर्तिमान्‌ स्वरूप 
होनेके कारण मनीषीजन उन्हें 'ह्वादिनी शक्ति' कहते हैं । 
श्रीराधा साक्षात्‌ महालक्ष्मी हैं और भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
साक्षात्‌ नारायण हैं। मुनिश्रेष्ठ ! इनमें थोड़ा-सा भी भेद 
नहीं है। श्रीराधा दुर्गा हैं तो श्रीकृष्ण रुद्र । वे सावित्री हैं 
तो ये साक्षात्‌ ब्रह्मा हैं। अधिक क्या कहा जाय, उन 
दोनॉके बिना किसी भी वस्तुकी सत्ता नहीं है। 
जड़-चेतनमय सारा संसार श्रीराधा-कृष्णका ही स्वरूप 
है। इस प्रकार सबको उन्हीं दोनोंकी विभूति समझो । मैं 
नाम ले-लेकर गिनाने लगूँ तो सौ करोड़ वर्षॉमें भी उस 
मिंभूतिका वर्णन नहीं कर सकता ।* तीनों लोकोंमें पृथ्वी 
सबसे श्रेष्ठ मानी गयी है। उसमें भी जम्बूद्रीप सन 
द्वीपॉसे श्रेष्ठ है । जम्बूद्वीपे भी भारतवर्ष और भारतवर्षमें 


भी मथुरापुरी श्रेष्ठ है । मथुरामें भी वृन्दावन, वृन्दावनमें 

भी गोपियोंका समुदाय, उस समुदायमें भी श्रीराघाकी 

सख्तियोंका वर्ग तथा उसमें भी स्वयं श्रीराधिका सर्वश्रेष्ठ 

हैं। श्रीकृष्णके अत्यधिक निकट होनेके कारण 

श्रीराधाका महत्त्व सबकी अपेक्षा अधिक है। पृथ्वी 

आदिकी उत्तरोत्तर श्रेष्ठताका इसके सिवा दूसरा कोई 

कारण नहीं है। नही ये श्रीराधिका हैं, जो “गोपी' कही 

गयी हैं; इनकी सखियाँ ही 'गोपीजन' कहलाती हैं । इन 

सखियॉके समुदायके दो ही प्रियतम हैं, दो ही उनके 

आणोंके स्वामी हैं--श्रीराधा और श्रीकृष्ण । उन दोनोंके 
चरण ही इस जगत्में शरण देनेवाले हें । मैं अत्यन्त 
दुःखी जीव हूँ, अतः उन्हींका आश्रय लेता हूँ---उन्हींकी 
शरणमेँ पड़ा हूँ। शारणमें जानेवाला मैं जो कुछ भी हूँ 
तथा मेरी कहलूानेवाली जो कोई भी वस्तु है, वह सन 
श्रीराधा और श्रीकृष्णको ही समर्पित है--सब कुछ 
उन्हींके लिये है, उन्हींकी भोग्य वस्तु है। मैं और मेरा 
कुछ भी नहीं है। विप्रवर ! इस प्रकार मैंने थोड़ेमें 
“गोपीजनवल्लभचरणान्‌ शरणे प्रपद्े' इस मन्त्रके 
अर्थका वर्णन किया है। युगलार्थ, न्यास, प्रपतति, 
झारणागति तथा आत्मसमर्पण--ये पाँच पर्याय बतलाये 
गये हैं। साधकको रात-दिन आलस्य छोड़कर यहाँ 
बताये हुए विषयका चिन्तन करना चाहिये । 


सऱ्या 


*देवी कृष्णमयी प्रोक्ता राधिका परदेवता । सर्यलक्ष्मीस्वरूपा सा 


कृष्णाह्नादस्वरूपिणी ॥ 


ततः सा प्रोच्यते विप्र ह्वादिनीति मनीषिभिः । तत्कलाकोटिकोट्येशा दुर्गाद्यास्त्रिगुणात्मिकाः ॥ 
सा तु साक्षान्महालष्मीः कृष्णो नारायण: प्रभुः । नैतयोर्विद्यते भेदः स्वल्पोऽपि मुनिसत्तम ॥ 
इयं दुर्गा हरी रुद्रः कृष्णः शक्र इयं झाची। सावित्रोये इरित्रा धूमोर्णासौ यमो हरिः॥ 
बहुना कि मुनिश्रेष्ठ विना ताभ्यां न किचन । चिदच्छल्लक्षणं सर्व॑ राधाकृष्णमयं जगत्‌॥ 
इत्थं सवै तयोरेव विभूति विद्धि नारद।न शक्यते मया वक्ते वर्वकोटिसतैरपि॥ 


(८१। ५३५८) 


पात्तालखण्ड ] 


शिवजी कहते है--नारद ! अब मैं दीक्षाकी 
यथार्थ विधिका वर्णन करता हूँ, ध्यान देकर सुनो । इस 
विधिका अनुष्ठान न करके केवल श्रवण मात्रसे भी 
मनुष्य भव-बन्धनसे मुक्त हो जाते हैं। विद्वान्‌ पुरुष इस 
बातको समझ ले कि साधारण कीटसे लेकर ब्रह्माजीतक 
यह सम्पूर्ण जगत्‌ नश्वर है; इसमें आध्यात्मिक, 
आधिदैविक तथा आधिभौतिक--इन तीन प्रकारके 
दुःखोंका ही अनुभव होता है । यहाँके जितने सुख हैं, वे 
सभी अनित्य हैं; अतः उन्हें भी दुःखोंकी ही श्रेणीमें रखे । 
फिर विरक्त होकर उनसे अलग हो जाय और संसार- 
बन्धनसे छूटनेके लिये उपायोंका विचार करे; साथ ही 
सर्वोत्तम सुखकी प्राप्तिके साधनॉको भी सोचे तथा पूर्ण 
शान्त बना रहे। नाना प्रकारके कर्मोका ठीक-ठीक 
सम्पादन बहुत कठिन है, ऐसा समझकर परम बुद्धिमान्‌ 
पुरुषको चाहिये कि वह अत्यन्त चिन्तित होकर 
श्रीगुरुदेवकी शरणमें जाय। जो शान्त हों, जिनमें 
मात्सर्यका नितान्त अभाव हो, जो श्रीकृष्णके अनन्य 
भक्त हों, जिनके मनमें श्रीकृष्ण-प्राप्तिके सिवा दूसरी कोई 
कामना न हो, जो भगवत्कृपाके सिवा दूसरे किसी 
साधनका भरोसा न करते हों, जिनमें क्रोध और लोभ 
लेशमात्र भी न हों, जो श्रीकृष्णरसके तत्त्वज्ञ और 
शरीकुष्णमन्त्रकी जानकारी रखनेवालोमे श्रेष्ठ हों, जिन्होंने 
श्रीकृष्णमन्त्रका ही आश्रय लिया हो, जो सदा मन्त्रके 
प्रति श्रद्धा-भक्ति' रखते हों, सर्वदा पवित्र रहते हों, 
प्रतिदिन सद्धर्मका उपदेश देते और लोगोंको सदाचारमें 
अवृत्त करते हों, ऐसे कृपालु एवं विरक्त महात्मा ही गुरु 
कहलाते हैं। शिष्य भी ऐसा होना चाहिये, जिसमें प्रायः 
उपर्युक्त गुण मौजूद हों। इसके सिवा उसे गुरुचरणोंकी 


= दीक्षाकी विधि तथा श्रीकृष्णे द्वारा रुळको युगल-मन्त्रकी प्राप्ति « 


दीक्षाकी विधि तथा श्रीकृष्णके 


द्वारा रुद्रको युगल-मन्त्रकी प्राप्ति 


सेवाके लिये इच्छुक, गुरुका नितान्त भक्त तथा मुमुक्षु 
होना चाहिये। जिसमें ऐसी योग्यता हो, वही शिष्य 
कहलाता है। भ्रेमपूर्ण हृदयसे भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
साक्षात्‌ सेवाका जो अवसर मिलता है, उसीको वेद- 
वेदाङ्गका ज्ञान रखनेवाले विद्वानोंने मोक्ष कहा है ।* 

शिष्यको चाहिये कि वह गुरुके चरणोंकी शरणमें 
जाकर उनसे आपना वृत्तान्त निवेदन करे तथा गुरुको 
उचित है कि वे अत्यन्त प्रसन्न होकर बारम्बार समझाते 
हुए शिष्यके सन्देहका निराकरण करें, तत्पश्चात्‌ उसे 
मन्त्रका उपदेश दें। चन्दन या मिट्टी लेकर शिष्यकी 
बायीं और दाहिनी भुजाओंके मूल-भागमें क्रमशः शु 
और चक्रका चिह्न अङ्कित करें। फिर ललाट आदिमें 
विधिपूर्वक ऊर्ध्वपुण्डू लगायें । तदनन्तर पहले बताये 
हुए दोनों मन्त्रोंका शिष्यके दाहिने कानमें उपदेश करें 
तथा क्रमशः उन मन्त्रोंका अर्थ भी उसे अच्छी तरह 
समझा दें। फिर यल्रपूर्वक उसका कोई नूतन नाम रखें, 
जिसके अन्तमें 'दास' दान्द जुड़ा हो । इसके बाद विद्वान्‌ 
शिष्य प्रेमपूर्वक वैष्णवॉको भोजन कराये तथा अत्यन्त 
भक्तिके साथ वस्न और आभूषण आदिके द्वारा श्रीगुरुका 
पूजन करे। इतना ही नहीं, अपने शरीरको भी गुरुकी 
सेवामें समर्पित कर दे। 

नारद ! अब मै तुम्हें शरणागत पुरुषोंके घर्म बताना 
चाहता हूँ, जिनका आश्रय लेकर कलियुगके मनुष्य 
भगवानके घाममें पहुँच जायेंगे । ऊपर बताये अनुसार 
गुरुसे मन्त्रका उपदेश पाकर गुरु-भक्त शिष्य प्रतिदिन 
गुरुकी सेवामें संलग्न हो आपने ऊपर उनकी पूर्ण कृपा 
'समझे। तदनन्तर सत्पुरुषॉके, उनमें भी विशेषतः 
आरणागतोंके धर्म सीखे और चैष्णबोंको अपना इष्टदेव 


* झान्तो विमत्सरः कृष्णे भक्तोऽनन्यप्रयोजनः । अनन्यसाधनः श्रीमान्‌ क्रोधलोभविवर्जितः॥ 
श्रीकृष्णरसतत्त्वज्ञः कुष्णमन्त्रविदां वरः । कृष्णमन्त्राश्रयो नित्यं मन्त्र भक्तः सदा शुचिः ॥ 


सद्धर्मशासको नित्ये सदाचारनियोजकः । सम्प्रदायी 
एवमादिगुणः प्रायः 


कृपापूर्णो विरागी गुरुरुच्यते 


कुश्रुषुर्गुरुपादयो: । गुरौ नितान्तभक्तश्च मुमुक्षुः शिष्य उच्यते॥ 


यत्साक्षास्सेबनं तस्य परेम्णा भगवतो भवेत्‌।स मोक्षः प्रोच्यते प्राशैवँदवेदाङ्गवेदिभिः ॥ (८२ । ६-१०) 


५७२ 


२ अर्चयस्व हवीकेशे यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


समझकर सदा उन्हें संतुष्ट रखे । झरणागत शिष्यको कभी 
इहलोक और परलोककी चिन्ता नहीं करनी चाहिये; 
क्योंकि इहलोकके जितने भी सुख भोग है, वे पूर्वजन्ममें 
किये हुए कमेकि अनुसार प्राप्त होते हैं। [अतः जितना 
आरन्धमें होगा, उतना अपने-आप मिल जायगा] और 
जो परलोकका सुख है, उसे तो भगवान्‌ श्रीकृष्ण स्वयं ही 
पूर्ण करेंगे। अतः मनुष्यको इहलोक और परलोकके 
सुखोंके लिये किये जानेवाले प्रयत्रका सर्वथा त्याग कर 
देना चाहिये। सब प्रकारके उपायोंका परित्याग करके 
अपनेको श्रोकुष्णका सेवक समझकर निरन्तर उन्हींकी 
आयराघनामें संलग्न रहना चाहिये। जैसे पतित्रता स्त्री 
चिरकालसे परदेश गये हुए अपने पतिके लिये सदा दीन 
बनी रहती है, प्रियतममें अनुराग रखती हुई केवल उसीसे 
मिलनेकी आकाङ्का रखती है, निरन्तर उसीके गुणोंका 
चिन्तन, गायन और श्रवण करती है, उसी प्रकार 
झारणागत भक्तको भी सदा श्रीकुष्णके गुण तथा लीला 
आदिका स्मरण, कीर्तन और श्रवण करते रहना चाहिये । 
परन्तु यह सब किसी दूसरे फलका साधन बनाकर 
कदापि नहीं करना चाहिये। जैसे पतित्रता कामिनी 
चिरकालके नाद परदेशसे लौटे हुए पतिको एकान्तमें 
पाकर उसे छातीसे लगाती तथा नेत्रोंसे उसकी रूप- 
सुधाका पान करती है, साथ ही वह अधिक प्रसन्रताके 
साथ उसकी सेवामें लग जाती है, उसी प्रकार अर्चा- 
विग्रह (स्वयं प्रकट हुई मूर्ति) के रूपमें अवतीर्ण हुए 
भगवानके साथ रहकर भक्तको निरन्तर उनकी परिचर्यामें 
लगे रहना चाहिये । बह सदा अनन्य भावसे भगवानको 
शरणमें रहे ! भगवानकी आराधनाके सिवा दूसरे किसी 
साधनका न तो आश्रय ले और न दूसरे साधनकी इच्छा 
करे। भगवान्‌के सिवा अन्य किसी वस्तुसे प्रयोजन न 
रखे । कभी किसीकी निन्दा न करे । न तो दूसरेका जूठा 
खाय और न दूसरेका प्रसाद ही अहण करे । भगवान्‌ और 
बैष्णवॉकी निन्दा कभी न सुने । यदि कहीं निन्दा होती हो 


तो कान बंद करके वहाँसे अन्यत्र चल्म जाय । 

विप्रवर नारद ! मेरा तो ऐसा बिचार है कि शरणागत 
भक्तको मृत्युपर्यन्त चातकी वृत्तिका आश्रय लेकर युगल 
मन्त्रके अर्थका विचार करते हुए रहना चाहिये । जैसे 
चातक सरोवर, समुद्र और नदी आदिको छोड़कर केवल 
मेघसे पानीकी याचना करता है अथवा प्यासा ही मर 
जाता है, उसी प्रकार प्रयत्नपूर्वक भगवत्मासिके साधनॉपर 
विचार करना चाहिये। अपने इष्टदेव श्रीराधा और 
श्रीकृष्णसे इस बातकी याचना करनी चाहिये कि वे उसे 
आश्रय प्रदान करें । सदा अपने इष्टदेवके, उनके भक्तोंके 
और विशेषतः गुरुके अनुकूल रहना चाहिये । ्रतिकूलता- 
का सर्वथा परित्याग कर देना चाहिये । मैं एक बार शरणमें 
जाकर अनुभवपूर्वक कहता हूँ--श्रीराधा और श्रीकृष्ण 
दोनोके गुण परम कल्याणमय हैं; मेरी बातपर विचार 
करके शरणागत पुरुष उनपर विश्वास करे कि ये दोनों 
इष्टदेव निश्चय ही मेरा उद्धार करेंगे । फिर विनीत भावसे 
प्रार्थना करते हुए कहे-- “नाथ ! आप ही दोनों पुत्र, मित्र 
और गृह आदिकी ममतासे पूर्ण इस संसारसागरसे मेरी 
रक्षा करनेवाले हें । आप ही शरणागतोंका भय दूर करते 
हैं। मै जैसा भी हूँ, इस लोक और परलोकमें मेरा जो कुछ 
भी है, बह सब आज मैंने आप दोनोंके चरणोंमें समर्पित 
कर दिया । मैं अपराधोंका घर हूँ। मैने सब साधन छोड़ 
रखे हैं; अब मुझे कोई सहारा देनेवाला नहीं है, इसलिये 
नाथ ! अन आप ही दोनों मेरे आश्रय हैं । राधिकाकान्त ! 
मैं मन, वाणी और कर्मसे आपका हूँ। कृष्णप्रिया राधे ! 
मैं आपका ही हूँ, आप ही दोनों मेरी गति हैं। मैं आपकी 
झारणमें पड़ा हूँ! आप दोनों करुणाके भंडार--दयाके 
सागर हैं; मुझपर कृपा करें । मैं दुष्ट हूँ, अपराधी हूँ; तो भी 
कृपा करके मुझे अपना दास्पभाव प्रदान करें ।' मुनिश्रेष्ठ ! 
जो भक्त शीघ्र ही दास्यभावकी प्राप्ति चाहता हो, उसे 
भगवानके चरण-कमलोंका चिन्तन करते हुए प्रतिदिन 
उपर्युक्त प्रार्थना करनी चाहिये ।* 


oo 


*संसारसागराज्राथौ 


पुत्रमित्रगृहाकुलात्‌ । गो्तारौ मे युवामेव प्रपत्रभयभञ्जनौ॥ 


योऽहं ममास्ति यत्किंचिदिह लोके परत्र च । तत्सव॑ भवतोरद्य चरणेषु समर्पितम्‌॥ 


« दीक्षाकी विधि तथा श्रीकृष्णके द्वारा रुइको युगल-मन्त्रकी प्राप्ति « 


५७३ 


यहाँतक मैंने शरणागतोंके बाह्य धर्मोका संक्षेपसे 


वर्णन किया है। अब उनके अत्यन्त उत्कृष्ट आन्तरिक ६ 


धर्मका परिचय दिया जाता है। अन्तरङ्ग भक्तको 


अणाम करके लक्ष्मीपतिसे कहा---'कृपासिन्धो ! आपका 


यलपूर्वक कृष्णप्रिया श्रीराधाके सखीभावका आश्रय ३ टु 


लेकर निरन्तर उन दोनोंकी सेवा करनी चाहिये तथा 
आलस्यको अपने पास फटकने नहीं देना चाहिये । मन्त्र 


और उसके अङ्गोंका पहले वर्णन किया जा चुका है। | 
उसके अधिकारी, अधिकारियेकि धर्म तथा उन्हें | 


मिलनेवाले फलका भी प्रतिपादन किया गया है। 
नारद ! तुम भी इस साधनाका अनुष्ठान करो; तुम्हें 


श्रीराधा और श्रीकृष्णके दास्य भावकी प्राप्ति अवश्य ६१ 


होगी--इसमें कोई संदेह नहीं है। जो एक बार भी 
शरणमें जा “मैं आपका हूँ' ऐसा कहकर याचना करता 
है, उसे भगवान्‌ अवश्य ही अपना दासत्व प्रदान करते 
हैं। मेरै मनमें इसके लिये अन्यथा विचार करनेकी 
गुंजाइश नहीं है।* मुनिवर ! यह मैंने तुमसे शरणागत 
भक्तके आन्तरिक धर्मका वर्णन किया है। यह गुह्यसे भी 
बढ़कर अत्यन्त गुहातम विषय है, इसलिये इसे 
अयल्ञपूर्वक गुप्त रखना चाहिये--सर्वत्र प्रकाशित नहीं 
करना चाहिये। 

इस प्रसङ्गमे मैं तुम्हें अत्यन्त अद्भुत रहस्यको बात 
बतलाता हूँ, जिसे मैंने साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
मुखसे सुना था । पूर्वकालकी बात है, मैं कैलाश पर्वतके 
शिखरपर एक सघन वनमें रहता था और यहाँ भगवान्‌ 
श्रीनारायणका ध्यान करते हुए उनके श्रेष्ठ मन्त्रका जप 
करता था। इससे संतुष्ट होकर भगवान्‌ मेरे सामने 
प्रकट हुए और बोले--'वर माँगो ।' उनके यों कहनेपर 
मैंने आँखें खोलकर देखा, भगवान्‌ अपनी प्रिया 
श्रीलक्ष्मीजीके साथ गरुड़पर विराजमान थे । मैने बारम्बार 


नित्य, मनोहर मूर्तिघारी, सबसे श्रेष्ठ निर्गुण, निष्क्रिय और 
शान्त है, जिसे विद्वान्‌ पुरुष ब्रह्म कहते हैं, उसको मैं 
अपने नेत्रोंसे देखना चाहता हूँ।' यह सुनकर भगवान्‌ 
कमलापतिने मुझ शरणागत भक्तसे कहा--'महादेव ! 
तुम्हारे मनमें मेरे जिस रूपको देखनेकी इच्छा है, उसका 
अभी दर्शन करोगे। यमुनाके पश्चिम तटपर मेरा 
लीला-घाम वृन्दावन है वहीं चले जाओ ।' यों कहकर वे 
जगदीश्वर अपनी प्रियाके साथ अन्तर्धान हो गये। तब मैं 
भी यमुनाके सुन्दर तटपर चला आया । वहाँ मुझे सम्पूर्ण 
देवेश्वरोके भी ईश्वर श्रीकृष्णका दर्शन हुआ, जो 
किशोरावस्थासे युक्त, कमनीय गोपवेष धारण किये, 


अहमस्म्यपराधानामालयस्त्यक्तसाधन: 


। अगति ततो नाथौ भबन्ततावेव मे गतिः॥ 


'तयास्मि राधिकानाथ कर्मणा मनसा गिरा । कुष्णकात्ते तवैवास्मि युवामेव गतिर्मम ॥ 
शरण वो अपन्नोऽस्मि करुणानिकग्रकरै । प्रसादं कुरुतं दास्यं मयि दुष्टेऽपसधिनि ॥ 


इत्येकं जपता नित्यं स्थातव्यं पदपङ्कजम्‌। अचिरादेक तद्दास्यमिच्छता 


# सकुन्मात्रप्रपन्नाय तवास्मीत्यभियाचते । निजदास्यं 


मुनिसत्तम॥ (८२।४२-४७) 
हरिर्दथात्र मेञ्ञास्ति विचारणा ॥ (८२१५२) 


पुड 


* अर्चयस्व हवीकेश यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


३४५४४०५४५५ ५७५७३४७ ४७७५ ७४१७७७७७७७ ७७७७७७७७४७ १४७७७७७५७० ७७ ०७७७७७७७७७ ५७५४७७७७७७ ७७०७७७७७०४ 


अपनी प्रियाके केधेपर बायाँ हाथ रखकर खडे थे। 
उनकी नह झाँकी बड़ी मनोहर जान पड़ती थी। चारों 
ओरसे गोपियोंका समुदाय था और बीचमें भगवान्‌ खड़े 


4 हट से | 


उनका श्रीविग्रह सजल मेघके समान इयामवर्ण तथा 
कल्याणमय गुणोंका धाम था। श्रीकृष्ण मुझे देखकर 
हँसे | उनकी वाणीमें अमृत भरा था । वे मुझसे बोले-- 
रुद्र ! तुम्हारा मनोरथ जानकर आज मैंने तुम्हें दर्शन 
दिया । इस समय मेरे जिस अलौकिक रूपको तुम देख 
रहे हो, यह निर्मल प्रेमका पुञ्ज है । इसके रूपमें सत्‌, चित्‌ 
और आनन्द ही मूर्तिमान्‌ हुए है । उपनिषदोंके समूह मेरे 
इसी स्वरूपको निराकार, निर्गुण, व्यापक, निष्क्रिय और 
परात्पर बतलाते हैं । मेरे दिव्य गुणॉंका अन्त नहीं है तथा 
उन गुणोंको कोई सिद्ध नही कर सकता; इसीलिये वेदान्त 
झार मुझ ईश्वरको निर्गुण नतलाता है । महेश्वर ! मेर यह 
रूप चर्मचक्षुओंसे नहीं देखा जा सकता; अतः सम्पूर्ण वेद 
मुझे अरूप--निराकार कहते हैं। मैं अपने चैतन्य- 


अंशसे सर्वत्र व्यापक हूँ। इससे विद्वान्‌ लोग मुझे 
'अहा'के मामसे पुकारते हैं । मैं इस प्रपक्षका कर्ता नहीं हूँ; 
इसलिये शास्त्र मुझे निष्क्रिय बताते हैं । शित ! मेरे अंश 
ही मायामय गुणोंके द्वारा सृष्टि आदि कार्य करते हैं। मैं 
स्वयं कुछ भी नहीं करता । महादेव ! मैं तो इन गोपियोके 
प्रेममें बिद्वल होकर न तो दूसरी कोई क्रिया जानता हुँ और 
न मुझे अपने-आपका ही भान रहता है। ये मेरी प्रिया 
श्रीराधिका हैं; इन्हें परा देवता समझो; मैं इनके प्रेमके 


¦ वशीभूत होकर सदा इन्हीके साथ विचरण करता हूँ। 


इनके पीछे और अगल-बगलमें जो लाखों सखियां हैं, ये 
सब-की-सब नित्य हैं। जैसे मेरा विग्रह नित्य है, वैसे ही 


॥ इनका भी है। मेरे सखा, पिता, गोप, गौएँ तथा 


वुन्दावन--ये सब नित्य हैं। इन सबका स्वरूप 


| चिदानन्दरसमय ही है। मेरे इस वुन्दाबनका नाम 


आनन्दकन्द समझो । इसमें प्रवेश करने मात्रसे मनुष्यको 
पुनः संसारमें जन्म नहीं लेना पड़ता । मैं वृन्दावन छोड़कर 
कहीं नहीं जाता । अपनी इस प्रियाके साथ सदा यहीं 
निवास करता हूँ । रुद्र ! तुम्हारे मनमें जिस-जिस बातको 
जाननेकी इच्छा थी, वह सब मैंने बता दिया । बोलो, इस 
समय मुझसे और क्या सुनना चाहते हो ?' 

मुनिश्रेष्ठ नारद ! तब मैंने भगवान्से कहा-- 
“प्रभो ! आपके इस स्वरूपकी प्राप्ति कैसे हो सकती है ? 
इसका उपाय मुझे नताइये।' भगवान्ने कहा- रुद्र ! 
तुमने बहुत अच्छी नात पूछी है; किन्तु यह विषय अत्यन्त 
रहस्यका है, इसलिये इसे यत्रपूर्वक गुप्त रखना चाहिये । 
देवेश्वर ! जो दूसरे उपायोंका भरोसा छोड़कर एक बार हम 
दोनॉकी शरणमें आ जाता है और गोपीभावसे मेरी 
उपासना करता है, वही मुझे पा सकता है । जो एक बार 
हम दोनॉकी झरणमें आ जाता है अथवा अकेली मेरी इस 
प्रियाकी ही अनन्यभावसे उपासना करता है, वह मुझे 
अवश्य प्राप्त होता है । जो एक बार भी शरणमे आकर "मैं 
आपका हूँ' ऐसा कह देता है, वह साधनके बिना भी मुझे 
आप्त कर लेता है--इसमें संशय नहीं है।* इसलिये 


* सकृदेव अपन्नो यस्तवास्मीति बदेदपि | साधनेन विनाप्येव मामाओरोति न संशयः ॥ (८२ | ८५) 


पातालखण्ड ] 


= अम्बरीष-नारद-सेबाद तथा चारदजीके द्वारा निर्गुण एवं सगुण घ्यानका वर्णन « 


५७५ 


सर्वथा प्रयत्न करके मेरी प्रियाकी शरण अहण करनी 
चाहिये । रुद्र ! मेरी प्रियाका आश्रय लेकर तुम भी. मुझे 
अपने वशमें कर सकते हो । यह बडे रहस्यकी बात है, 
जिसे मैंने तुम्हें बता दिया है । तुम्हें यलपूर्वक इसे छिपाये 
रखना चाहिये। अब तुम भी मेरी प्रियतमा श्रीराधाकी 
शरण लो और मेरे युगल-मन्त्रका जप करते हुए सदा 
मेरे इस धाममें निवास करो ।' 

यह कहकर दयानिघान श्रीकृष्ण मेरे दाहिने कानमें 
पूर्वोक्त युगल-मन्त्रका उपदेश देकर मेरे देखते-देखते वही 
अपने गणोंसहित अन्तर्घान हो गये । तबसे मैं भी निरन्तर 
यहीं रहता हूँ। नारद ! इस प्रकार मैंने तुम्हारे पूछे हुए 
विषयका साङ्गोपाङ्ग वर्णन कर दिया। 

सूतजी कहते हैं--शौनकजी ! पूर्वकालमें 
भगवान्‌ शङ्करने साक्षात्‌ श्रीकृष्णके मुखसे इस रहस्यका 
ज्ञान प्राप्त किया । उन्होंने नारदजीसे कहा और नारदजीने 
मुझे इसका उपदेश दिया था। [वही आज मैंने यहाँ 
आपको सुनाया है।] आपको भी उचित है कि इस परम 


अद्भुत रहस्यको सदा गोपनीय रखें--इसे हर एकके 
सामने प्रकट न करें । 

झौनकने कहा--गुरुदेन ! आपकी कृपासे आज 
मैं कृतकृत्य हो गया; क्योकि आपने मेरे सामने यह 
रहस्यॉंका भी रहस्य प्रकाशित किया है। 

सूतजी कहते हैं--त्रह्मनू! आप भी अहर्निशा 
युगल-मन्त्रका जप करते हुए इन घर्मोका पालन कीजिये । 
थोड़े ही दिनोंमें आपको भगवानके दास्थभावकी प्राप्ति हो 
जायगी । मैं भी यमुनाके तटपर भगवान्‌ गोपीनाथके नित्य- 
धाम वृन्दावनमें जा रहा हूँ। महादेवजीके मुखसे निकला 
हुआ यह उत्तम चरित्र परम पवित्र है, इसमें महान्‌ अनुभव 
भए हुआ है । जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इसका श्रवण करते हैं, 
वे अवश्य ही भगवानके परमपदको प्राप्त होते हैं । यह स्वर्ग 
तथा मोक्षकी प्राप्तिका भी कारण और समस्त पापोंका ) 
नाशक है । जो लोग सदा भगवान्‌ विष्णुकी सेबामें तत्पर 
रहकर इसका भक्तिपूर्वक पाठ करते हैं, उन्हें विष्णुलोकसे 
कभी किसी तरह भी पुनः इस संसारमें नहीं आना पड़ता । 


me पु ललल 


अम्बरीष-नारद-संवाद तथा नारदजीके द्वारा निर्गुण एवं सगुण ध्यानका वर्णन 


ऋषियोंने कहा---महाभाग ! हमलोगोने आपके 
मुखसे भगवान्‌ श्रीकृष्णका अत्यन्त अद्भुत चरित्र सुना है 
और इससे हमें पूरा संतोष हुआ है। अहो ! भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका माहात्य भक्तोंको सदति प्रदान करनेवाला है, 
उससे किसको तृप्ति हो सकती है। अतः हम पुनः 
श्रीकृष्णका चरित्र सुनना चाहते हैं। 

सूतजी बोले--ट्विजवरों आपने बहुत उत्तम 
अश्र किया, यह जगतको तारनेवाला है । आपलोग स्वयं 
तो कृतार्थ ही हैं; क्योंकि श्रीकृष्णके भक्तोंका मनोरथ 
सदा पूर्ण रहता है। श्रीकृष्णका पावन चरित्र साधु 
पुरुषोंको अत्यन्त हर्ष प्रदान करनेवाला है । अब मैं इस 
विषयमें एक अत्यन्त अद्भुत उपाख्यान सुनाता हूँ। एक 
समयकी बात है, भगबानके प्रिय भक्त देवर्षि नारदजी 
सब लोकोंमें घूमते हुए मथुरामें गये और वहाँ राजा 
अम्बरीषसे मिले, जिनका चित्त श्रीकृष्णकी आराधनामें 


लगा हुआ था। मुनिश्रेष्ठ नारद के पथारनेपर साघु राजा 
अम्बरीषने उनका सत्कार किया और प्रसन्नचित्त होकर 
श्रद्धाके साथ आपलोगॉकी ही भाँति प्रश्न किया-- 
“मुने ! वेदोंके वक्ता विद्वान्‌ पुरुष जिन्हें परम ब्रह्म कहते 
हैं, वे स्वयं भगवान्‌ कमलनयन नारायण ही हैं। जो 
सबसे परे हैं, जिनकी कोई मूर्ति न होनेपर भी जो 
मूर्तिमान्‌ स्वरूप धारण करते हैं, जो सबके ईश्वर, व्यक्त 
और अव्यक्तस्वरूप हैं, सनातन हैं, समस्त भूत जिनके 
स्वरूप हैं, जिनका चिक्तद्वारा चिन्तन नहीं किया जा 
सकता, ऐसे भगवान्‌ श्रीहरिका ध्यान किस प्रकार हो 
सकता है? जिनमें यह सारा विश्व ओतप्रोत है, जो 
अव्यक्त, एक, पर (उत्कृष्ट) और परमात्माके नामसे 
प्रसिद्ध हैं, जिनसे इस जगतूका जन्म, पालन और संहार 
होता है, जिन्हेनि ग्रह्माजीको उत्पन्न करके उन्हें अपने ही 
भीतर स्थित वेदोंका ज्ञान दिया, जो समस्त पुरुषाथाँको 
देनेवाले हैं, योगीजनोंको भी जिनके तत्त्वका बड़ी 
कठिनाईसे बोध होता है, उनकी आराधना कैसे की जा 
सकती है? कृपया यह बात बताइये। जिसने 
श्रीगोविन्दकी आराधना नहीं की, वह निर्भय पदको नहीं 
“प्राप्त कर सकता। इतना ही नहीं, उसे तप, यज्ञ और 
दानका भी उत्तम फल नहीं मिलता । जिसने श्रीगोविन्दके 
चरणारविन्दोंका रसास्वादन नहीं किया, उसे मनोबाज्छित 
'फलकी प्राप्ति कैसे हो सकती है ? भगवान्‌की आराधना 
समस्त पापोंको दूर करनेवाली है, उसे छोड़कर मैं 
मनुष्योंके लिये दूसरा कोई प्रायश्चित्त नहीं देखता ।* 
जिनके भ्रूभङ्ग मात्रसे समस्त सिद्धियोंकी प्राप्ति सुनी जाती 
है, उन क्लेशहारी केशवकी आराधना कैसे होती है? 
खियाँ भी किस प्रकारसे उनकी उपासना कर सकती हैं ? 
ये सब बातें संसारकी भलाईके लिये आप मुझे बताड्ये । 
भगवान्‌ भक्तिके प्रेमी हैं। सब लोग उनकी आराधना 


किस प्रकार कर सकते हैं ? नारदजी ! आप वैष्णव हैं, 
भगवानके प्रिय भक्त हैं, परमार्थतत्वके ज्ञाता तथा 
ब्ह्मकेताओंमें श्रेष्ठ हैं; इसलिये मैं आपसे ही यह बात 
पूछता हूँ। भगवान्‌ श्रीकृष्णके विषयमें किया हुआ प्रश्न 
वक्ता, श्रोता और प्रश्नकर्ता--इन तीनों पुरुषोंको पवित्र 
करता है; ठीक उसी तरह, जैसे उनके चरणोंका जल 
श्रीगङ्गाजीके रूपमें प्रवाहित होकर तीनों लोकोंको पावन 
बनाता है। देहघारियोंका यह देह क्षणभङ्गुर है, इसमें 
मनुष्य-शरीरका मिलना बड़ा दुर्लभ है, उसमें भी 
भगवानके प्रेमी भक्तोंका दर्शन तो मैं और भी दुर्लभ 
समझता हूँ। इस संसारमें यदि क्षणभरके लिये भी 
सत्सङ्ग मिल जाय तो वह मनुष्योंके लिये निधिका काम 
देता है; क्योंकि उससे चारों पुरुषार्थ प्राप्त हो जाते हैं। 
भगवन्‌! आपकी यात्रा सम्पूर्ण प्राणियोंका मङ्गल 
करनेके लिये होती है । जैसे माता-पिताका प्रत्येक 
विधान बालकॉके हितके लिये ही होता है, उसी प्रकार 
भगवानूके पथपर चलनेवाले संत-महात्माओंकी हर 
एक क्रिया जगतूके जीवोंका कल्याण करनेके लिये ही 
होती है। देवताओंका चरित्र प्राणियॉके लिये कभी 
दुःखका कारण होता है और कभी सुखका; किन्तु 
आप-जैसे भगवत्परायण साथुपुरुषोंका प्रत्येक कार्य 
जीवेकि सुखका ही साधक होता है। जो देवताओंकी 
जैसी सेवा करते हैं, देवता भी उन्हें उसी प्रकार सुख 
पहुँचानेकी चेष्टा करते हैं। जैसे छाया सदा शरीरके साथ 
ही रहती है, उसी प्रकार देवता भी कमेकि साथ रहते 
हैं--जैसा कर्म होता है, वैसी ही सहायता उनसे प्राप्त 
होती है, किन्तु साधु पुरुष स्वभावसे ही दीनोपर दया 
करनेवाले होते हैं।† इसलिये भगवन्‌ ! मुझे वैष्णव- 
घर्माँका उपदेश कीजिये, जिससे वेदेकि स्वाध्यायका 
फल प्राप्त होता है। 


* अनाराधितगीविन्दी न विन्दति यतोऽभयम्‌।न तपोयज्ञदानानां लभते फलमुत्तमम्‌॥ 


अनास्वादितगोविन्दपादाम्बुजरसो 


नरः । मनोरथकथानीतं कथमाकलयेत्फलम्‌॥ 


हरेराराधनं हिस्वा दुरितोघनिवारणम्‌ । नान्यत्रञ्यामि जन्तूनां प्रायश्चित्ते परं मुने॥ (८४ । १५-१७) 
+ श्रोतारमथ वक्तार अष्टारं पुरुषं हरेः । प्रश्नः पुनाति कृष्णस्य तदङ्धरिसलिलै यथा ॥ 
दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभङ्कुरः। तत्रापि दुर्लभ बैकुण्डप्रियदर्शनम्‌ ॥ 


नारदजीने कहा--राजन्‌ ! तुमने बहुत उत्तम प्रश्न 

किया है | तुम भगवान्‌ श्रीविष्णुके भक्त हो और एकमात्र 

लक्ष्मीपतिका सेवन ही परमधर्म है--इस बातको जानते 

हो। जिन विष्णुकी आराधना करनेपर समस्त विश्वकी 

आराधना हो जाती है तथा जिन सर्वदेवमय श्रीहरिके 

संतुष्ट होनेपर सारा जगत्‌ संतुष्ट हो जाता है, जिनके 

स्मरण मात्रसे महापातकोंकी सेना तत्काल थर्रा उठती है, 

थे भगवान्‌ श्रीनारायण ही सेवनके योग्य हैं। राजन्‌! 

सब ओर मृत्युसे घिरा हुआ कौन ऐसा मनुष्य होगा, जो 

अपनी इन्द्रियोके सकुशल रहते हुए श्रीमुकुन्दके 

चरणारविन्दोंका सेवन न करे । भगवान्‌ तो ऋषियों और 
देवताओकि भी आराध्यदेव हैं।# भगवानके नाम और 
लीलाओंका श्रवण, उनका निरन्तर पाठ, श्रीहरिके 
स्वरूपका ध्यान, उनका आदर तथा उनकी भक्तिका 
अनुमोदन--ये सब मनुष्यको तत्काल पवित्र कर देते 
हैं। वीर! भगवान्‌ उत्तम धर्मस्वरूप हैं, वे विश्व- 
द्रोहियोंको भी पावन बना देते हैं। कारण-कार्य आदिके 
भी जो कारण हैं, भगवान्‌ उनके भी कारण हैं; किन्तु 
उनका कोई कारण नहीं है। वे योगी हैं। जगतूके जीव 
उन्हीकि स्वरूप हैं। सम्पूर्ण जगत्‌ ही उनका रूप है। 
श्रीहरि अणु, बृहत्‌, कृश, स्थूल, निर्गुण, गुणवान्‌, 
महान्‌, अजन्मा तथा जन्म-मृत्युसे परे हैं; उनका सदा ही 
ध्यान करना चाहिये। सत्पुरुषोंके सङ्गसे कीर्तन करने 
योग्य भगवान्‌ श्रीकृष्णकी निर्मल कथाएँ सुननेको 
मिलती हैं, जो आत्मा, मन तथा कानोंको अत्यन्त सरस 
एवं मधुर जान पड़ती हैं। भगवान्‌ भावसे--हृदयके 
प्रगाढ प्रेमसे प्राप्त होते हैं, इस बातको तुम स्वयं भी 


जानते हो; तथापि तुम्हारे गौरवका खयाल करके 
संसारके हितके लिये मैं भी कुछ निवेदन करूँगा । जिसे 
परब्रह्म कहते हैं, जो पुरुषसे परे और सर्वोत्कृष्ट है तथा 
जिसकी मायासे ही इस सम्पूर्ण जगत्‌की सत्ता प्रतीत 
होती है, वह तत्त्व भगवान्‌ अच्युत ही हैं। वे भक्तिपूर्वक 
पूजित होनेपर सभी मनोवाज्छित वस्तुएँ प्रदान करते हैं । 
राजन्‌! जो मनुष्य मन, वाणी और क्रियासे भगवानकी 
आराधनामें लगे हैं, उनके ब्रत-नियम बतलाया हूँ, इससे 
तुम्हें प्रसन्नता होगी । अहिंसा, सत्य, अस्तेय (चोरी न 
करना) तथा निष्कपटभावसे रहना---ये भगवानकी 
असन्नताके लिये मानसिक ब्रत कहे गये हैं। नरेश्वर ! 
दिनमें एक बार भोजन करना, रात्रिमें उपवास करना और 
बिना माँगे जो अपने-आप प्राप्त हो जाय उसी अन्नका 
उपयोग करना--यह पुरुषॉके लिये कायिक व्रत बताया 
गया है। वेदोंका स्वाध्याय, श्रीविष्णुके नाम एवं 
'लीलाओंका कीर्तन तथा सत्यभाषण करना एवं चुगली 
न करना--यह वाणीसे सम्पन्न होनेवाला ब्रत कहा गया 
है। चक्रधारी भगवान्‌ विष्णुके नामॉका सदा और सर्वत्र 
कीर्तन करना चाहिये । वे नित्य शुद्धि करनेवाले हैं; अतः 
उनके कीर्तनमें कभी अपवित्रता आती ही नहीं। वर्ण 
और आश्रम-सम्बन्थी आचारोंका विधिवत्‌ पालन 
करनेवाले पुरुषके द्वारा परम पुरुष श्रीविष्णुकी सम्यक्‌ 
आराधना होती है। यह मार्ग भगवानको संतुष्ट 
करनेवाला है । स्त्रियाँ मन, वाणी और झरीरके संयमरूप 
त्रतों तथा हितकारी आचरणोंके द्वारा आपने पतिरूपी 
दयानिधान वासुदेबकी उपासना करती हैं। शूद्रोंके लिये 
द्विजाति तथा खियोके लिये पति ही श्रीकृष्णचन्द्रके 


"संसारेऽस्मिन्‌ क्षणाद्धोऽपि सत्सङ्गः शेवधिर्नृणाम्‌ । यस्मादवाप्यते सवै पुरुषार्थचतुष्टयम्‌ ॥ 
'भगनन्‌ भवतो यात्रा स्वस्तये सर्वदेहिनाम्‌। बालानां च यथा पित्रोरुतमरलोकखर्त्मनाम्‌॥ 
भूतानां देवचरितं दुःखाय च सुखाय च।सुखायैव हि साधूऱ्ं त्वादुशामच्युतात्मनाम्‌ ॥ 
भजन्ति ये यथा देवान्‌ देना अपि तथैव तान्‌। छाये कर्मसचिवाः साधवो दीनवत्सलाः ॥ (८४। २२-२७) 


% साघु पृष्टे महीपाल विष्णुभक्तिमता त्वया।जानता परमं धर्ममेके 


माधवसेवनम्‌ ॥ 


-यस्मित्राराधिते विष्णौ निश्वमाराधितं भवेत्‌।तुष्टं च सकु तुष्टे सर्वदेवमये हरौ॥ 


-यस्य “स्मरणमात्रेण 
को नु राजब्रिद्धियवान्‌ मुकुन्दचरणाम्कुजम्‌। न 


महापातकसंहतिः । तत्क्षणात्‌ त्रासमांयाति स सेव्यो हरिव हि॥ 


भजेत्‌ सर्वतोमृत्युरुपारयमृषिदैवतैः ॥ (८४ । २९--३२) 


५७८ 


+ अर्चयस्व इषीकेशं यदीच्छसि परं पदप्‌ » 


[ संक्षिप्त पद्ममुसण 


स्वरूप हैं; आतः उनको शास्त्रोक्त मार्गसे इन्हींका पूजन 
करना चाहिये ।» ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैद्य--इन तीन 
बणेकि लोग ही वेदोक्त मार्गसे भगवान्‌की आराधना 
करें। स्त्री और शूद्र आदि केवल नाम-जप या नाम- 
कीर्तनके द्वारा ही भगवदाराधनके अधिकारी हैं । भगवान्‌ 
लक्ष्मोपति केवल पूजन, यजन तथा ब्रतोंसे ही नहीं 
संतुष्ट होते । बे भक्ति चाहते हैं; क्योंकि उन्हें 'भक्तिप्रिय' 
कहा गया है। पतित्रता स्त्रियॉका तो पति ही देवता है। 
उन्हें पतिमें ही श्रीविष्णुके समान भक्ति रखनी चाहिये 
तथा मन, वाणी, शरीर और क्रियाओंद्वारा पतिकी ही 
पूजा करनी चाहिये । अपने पतिका प्रिय करनेमें लगी हुई 
स्त्रियोके लिये पति-सेवा ही विष्णुकी उत्तम आराधना है। 
यह सनातन श्रुतिका आदेश है। विद्वान्‌ पुरुष अग्निमें 
हविष्यके द्वारा, जलमें पुष्पोंके द्वारा, हृदयमें ध्यानके द्वारा 
तथा सूर्थमण्डलमें जपके द्वारा प्रतिदिन श्रीहरिकी पूजा 
करते हैं।ग॑ 
अहिंसा पहला, इन्द्रिय-संयम दूसरा, जीवोंपर दया 
करना तीसरा, क्षमा चौथा, शम पाँचवाँ, दम छठा, ध्यान 
सातवाँ और सत्य आठवां पुष्प है। इन पुष्पोकि द्वारा 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण संतुष्ट होते हैं । नृपश्रेष्ठ ! अन्य पुष्प तो 
पूजाके बाह्य अङ्ग हैं, भगवान्‌ उपर्युक्त पुष्पोंसे ही प्रसन्न 
होते हैं; क्योंकि वे भक्तिके प्रेमी हें । जल वरुण देवताका 
[प्रिय] पुष्प है, घी, दूध और दही- चन्द्रमाके पुष्प हैं, 
अन्न आदि प्रजापतिके, घूप-दीप अग्निका और फल- 
पुष्पादि बनस्पतिका पुष्प है ! कुश-मूलादि पृथ्वीका, 
गन्ध और चन्दन वायुका तथा श्रद्धा विष्णुका पुष्प है। 
बाजा विष्णुपद (विष्णु-प्राप्तिका साधन) माना गया है। 
इन आठ पुष्पॉसे पूजित होनेपर भगवान्‌ विष्णु तत्काल 
असन्न होते हैं। सूर्य, अभि, ब्राह्मण, गौ, वैष्णव, 
हृदयाकाश, वायु, जल, पृथ्वी, आत्मा और सम्पूर्ण 


आणी--ये भगवानकी पूजाके स्थान हैं । सूर्यमें त्रयीविद्या 

(ऋक्‌, यजु, साम) के द्वार और अम्िमें हविष्यकी 

आहुतिके द्वारा भगवानकी पूजा करनी चाहिये । श्रेष्ठ 

ब्राह्मणे आवभगतके द्वारा, गौओमें घास और जल 

आदिके द्वारा, वैष्णवमें बन्धुजनोचित आदरके द्वारा तथा 

हदयाकाशमें घ्याननिष्ठाके द्वारा श्रीहरिकी आराधना 

करनी उचित है । वायुमें मुख्य प्राण-बुद्धिके द्वारा, जलमें 

जरूसहित पुष्पादि द्रव्योकि द्वारा, पृथ्वी अर्थात्‌ वेदी या 

मृन्मयी मूर्तिमें मन्त्रपाठपूर्वक हार्दिक श्रद्धाके साथ 
समस्त भोग-समर्पणके द्वारा, आत्मामें अभेद-बुद्धिसे 
क्षेत्रज्ञके चिन्तनद्वार तथा सम्पूर्ण भूतोंमें भगवानको 
व्यापक मानकर उनके प्रति समतापूर्ण भावके द्वारा 
श्रीहरिका पूजन करना चाहिये । इन सभी स्थानोंमें शङ्ख, 
चक्र, गदा और पद्मसे सुशोभित भगवानके चतुर्भुज एवं 
शान्त रूपका ध्यान करते हुए एकाग्रचित्त होकर आराधन 
करना उचित है । ब्राह्मणोंके पूजनसे भगवानकी भी पूजा 
हो जाती है। तथा ब्राह्मणॉके फटकारे जानेपर भगवान्‌ 
भी तिरस्कृत होते हैं। वेद और धर्मशास्त्र जिनके 
आधारपर टिके हुए हैं, वे ब्राह्मण भगवान्‌ विष्णुके ही 
स्वरूप हैं; उनका नामोच्चारण करनेसे मनुष्य पवित्र हो 
जाते हैं। राजन्‌ ! संसारमें धर्मसे ही सब प्रकारके शुभ 
फरलोकी प्राप्ति होती है और धर्मका ज्ञान वेद तथा 
“धर्मशास्त्रसे होता है। उन दोनोंके भी आधार इस 
पृथ्वीपर ब्राह्मण ही हैं; आतः उनकी पूजा करनेसे 
जगदीश्वर ही पूजित होते हैं। देवाधिदेव विष्णु यज्ञ और 
दानोंसे, उग्र तपस्यासे, योगके अभ्याससे तथा सम्यक्‌ 
पूजनसे भी उतने प्रसन्न नहीं होते, जितना ब्राह्मणको 
संतुष्ट करनेसे होते हैं। वेदोंके जाननेवाले ब्रह्माजी भी 
जराह्मणोंके भक्त हैं। ब्राह्मण देवता हैं, इस बातके वे ही 
प्रवर्तक हैं। चे ब्राह्मणोंको देवता मानते हैं; अतः 


ॐ पतिरूपो हिताचारैर्मनोवाकायसंयमैः । व्रतैराराध्यते 


खीभिर्वासुदेनो दयानिधिः ॥ 


स्वागमोक्तेन मार्गेण स्त्रीशूटरैरपि पूजनम्‌। कर्तव्यं कृष्णचन्द्रस्य द्विजातिवररूपिणः ॥ (८४ | ४७-४८) 
+ सत्रीणां पतिम्रतानां तु पतिरेव हि दैवतम्‌। स तु पूज्यो विष्णुभक्त्या मनोवाकायकर्मभिः ॥ 

खीणामथाधिकतया विष्णोराराघनादिकम्‌। पतिप्रियरताना च श्रुतिरेषा सनातनी॥ 

हृविषामौ जले पुष्पैध्यनिन हदये हरिम्‌। यजन्ति सूरयो नित्यं जपेन रविमण्डले ॥ (८४ । ५१-५२, ५५) 


पातालखण्ड ] 


* अम्बरीष-नारद-संवाद तथा नारदजीके द्वारा निर्गुण एवं सगुण ध्यानका वर्णन « 


५७९. 


ज्ञाह्मणोंके संतुष्ट होनेपर ही उन्हें भी संतोष होता है। 
मातूकुल और पितूकुल--दोनों कुलोंके पूर्वज 
चिरकालसे नरकमें डूबे हों तो भी जब उनका नेशघर 
पुत्र श्रीहरिकी पूजा आरम्भ करता है, उसी समय वे 
स्वर्गमें चले जाते हैं। जिनका चित्त विश्वरूप वासुदेवमें 
आसक्त नहीं हुआ, उनके जीवनसे तथा पशुओंकी भाँति 
आहार-विहार आदि चेष्टाओसे क्या लाभ ।* राजन्‌ ! 
अब मैं विष्णुका ध्यान बतलाता हूँ, जो अबतक किसीने 
देखा न होगा, वह नित्य, निर्मल एबं मोक्ष प्रदान 
करनेवाला ध्यान तुम सुनो । जैसे वायुहीन स्थानमें रखा 
हुआ दीपक स्थिरभावसे अग्निमय स्वरूप धारण करके 
प्रज्वलित होता रहता है और घरके समूचे अन्धकारका 
नाश करता है, उसी प्रकार ध्यानस्थ आत्मा सब प्रकारके 
दोषोंसे रहित, निरामय, निष्काम, निश्चल तथा वैर और 
मैत्रीसे शून्य हो जाता है । श्रीकृष्णका ध्यान करनेवाला 
पुरुष शोक, दुःख, भय, द्वेष, लोभ, मोह तथा भ्रम 
आदिसे और इन्द्रियोके विषयोंसे भी मुक्त हो जाता है। 
जैसे दीपक जलते रहनेसे तेलको सोख लेता है, उसी 
प्रकार ध्यान करनेसे कर्मका भी क्षय हो जाता है। 
मानद ! भगवान्‌ शङ्कर आदिने ध्यान दो प्रकारका 
बतलाया हे--निर्गुण और सगुण। उनमेँसे प्रथम 
अर्थात्‌ निर्गुण ध्यानका वर्णन सुनो। जो लोग योग- 
झास्त्रोक्त यम-नियमादि साधनोंके द्वारा परमात्म- 
साक्षात्कारका प्रयत्न कर रहे हैं, वे ही सदा ध्यानपरायण 
होकर केवल शानदृष्टिसे परमात्माका दर्शन करते हैं। 
परमात्मा हाथ और पैरसे रहित है, तो भी वह सब कुछ 
महण करता और सर्वत्र जाता है । मुखके बिना ही भोजन 
करता और नाकके बिना ही सूँघता है। उसके कान नहीं 
हैं, तथापि वह सब कुछ सुनता है। वह सबका साक्षी 
और इस जगतका स्वामी है। रूपहीन होकर भी रूपसे 
सम्बद्ध हो पाँचों इन्द्रियोके बशीभूत हुआ-सा प्रतीत 
होता है। बह समस्त लोकोंका प्राण है, सम्पूर्ण चराचर 


जगत्के प्राणी उसकी पूजा करते हैं। बिना जीभके ही 
वह सब कुछ वेद-शास्रेकि अनुकूल बोलता है। उसके 
त्वचा नहीं है, तथापि बह शीत-उष्ण आदि सब प्रकारके 
स्पर्शका अनुभव करता है। सत्ता और आनन्द उसके 
स्वरूप हैं। वह जितेन्द्रिय, एकरूप, आश्रयविहीन, 
निर्गुण, ममतारहित, व्यापक, सगुण, निर्मल, ओजस्वी, 
सबको वशमें करनेवाला, सब कुछ देनेवाला और 
सर्वज्ञॉमें श्रेष्ठ है। वह सर्वत्र व्यापक एवं सर्नमय है । इस 
प्रकार जो अनन्य-बुद्धिसे उस सर्वमय ब्रह्मका ध्यान 
करता है, वह निराकार एवं अमृततुल्य परम पदको प्राप्त 
होता है। 

महामते ! अन मैं द्वितीय अर्थात्‌ सगुण ध्यानका 
वर्णन करता हूँ, इसे सुनो। इस ध्यानका विषय 
भगवानका मूर्त किंवा साकार रूप है। वह निरामय-- 
रोग-व्याधिसे रहित है, उसका दूसरा कोई आलम्ब-- 
आधार नहीं है [वह खयं ही सबका आधार है] । 
राजन्‌ ! जिनकी वासनासे यह सारा ब्रह्माण्ड वासित 
है--जिनके संकल्पमें इस जगतूका खास है, जे भगवान्‌ 
श्रीहरि इस विश्वको वासित करनेके कारण ही वासुदेव 
कहलाते हैं। उनका श्रीविग्रह वर्षाऋतुके सजल मेघके 
समान श्याम है, उनकी प्रभा सूर्यके तेजको भी लज्जित 
करती है। उनके दाहिने भागके एक हाथमें बहुमूल्य 
मणियोंसे चित्रित शङ्ख शोभा पा रहा है और दूसरेमें 
बड़े-बड़े असुरोंका संहार करनेवाली कौमोदकी गदा 
विराजमान है। उन जगदीश्वरके जायें हाथोंमें पदा और 
चक्र सुशोभित हो रहे हैं। इस प्रकार उनके चार भुजाएँ, 
हैं। वे सम्पूर्ण देवताओके स्वामी हैं। 'शार्ड' नामक 
धनुष धारण करनेके कारण उन्हें शाङ्गी भी कहते हैं। वे 
लक्ष्मीके स्वामी हैं। [उनकी झाँकी बड़ी सुन्दर है--] 
शङ्के समान मनोहर ग्रीवा, सुन्दर गोलाकार मुखमण्डल 
तथा पद्म-पत्रके समान बड़ी-बड़ी आँखें [--सभी 
आकर्षक हैं] । कुन्द-जैसे चमकते हुए दाँतोंसे भगवान्‌ 


* नरकेऽपि चिरं मग्नाः पूर्वजा ये कुलद्रये । सदैव यान्ति ते स्वर्ग यदार्चति सुतो हरिम्‌॥ 
कि“ तेषां जीवितेनेह पशुवञ्चेष्टितेन किम्‌।येष न प्रवणे चित्ते जासुदेवे जगन्मये ॥ (८४ । ७२-७३) 


७८० 


० अर्चयस्व इचीकेरं यदीच्छसि परे पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पश्चपुराण 


हृषीकेशकी बड़ी शोभा हो रही है। राजन्‌! श्रीहरि 
निद्राके ऊपर शासन करनेवाले हैं, उनका नीचेका ओठ 
मुँगेकी तरह लाल है। नाभिसे कमल प्रकट होनेके 
कारण उन्हें पद्मनाभ कहते हैं। वे अत्यन्त तेजस्वी 
किरीटके कारण बडी शोभा पा रहे हैं। श्रीवत्सके चिहने 
उनकी छविको और बढ़ा दिया है। श्रीकेशवका 
वक्षःस्थल कौस्तुभमणिसे अलड्डूत है। वे जनार्दन सूर्यके 
समान तेजस्वी कुण्डलोद्वारा अत्यन्त देदीप्यमान हो रहे 
हैं। केयूर, हार, कड़े, कटिसूत्र, करघनी तथा अँगूठियोंसे 
उनके श्रीअङ्ग विभूषित हैं, जिससे उनकी शोभा बहुत बढ़ 


गयी है। भगवान्‌ तपाये हुए सुवर्णके रंगका पीताम्बर 
पहने हुए हैं और गरुड़की पीठपर विराजमान हैं। वे 
भक्तोंकी पापराशिको दूर करनेवाले हैं। इस प्रकार 
श्रीहरिके सगुण स्वरूपका ध्यान करना चाहिये । 

राजन्‌ ! इस प्रकार मैंने तुम्हें दो तरहका ध्यान 
बतलाया है। इसका अभ्यास करके मनुष्य मन, घाणी 
तथा झारीरद्वारा होनेवाले सभी पापॉसे मुक्त हो जाता है। 
चह जिस-जिस फलको प्राप्त करना चाहता है, वह सब 
उसे निञ्चितरूपसे मिल जाता है, देवता भी उसका आदर 
करते हैं तथा अन्तमें बह विष्णुलोकको प्राप्त होता है । 


a ट्ट 


भगवद्धक्तिके लक्षण तथा वैशाख-स्त्रानकी महिमा 


अम्बरीष बोले--मुनिश्रेष्ठ ! आपने बड़ी अच्छी 

बात बतायी, इसके लिये आपको धन्यवाद है ! आप 
सम्पूर्ण लोकॉपर अनुग्रह करनेवाले हैं। आपने भगवान्‌ 
विष्णुके सगुण एं निर्गुण ध्यानका वर्णन किया; अब 
आप भक्तिका लक्षण बतलाइये। साधुऑपर कृपा 
करनेवाले महर्षे! मुझे यह समझाइये कि किस 
मनुष्यको कब, कहाँ, कैसी और किस अकार भक्ति 

करनी चाहिये। 

सूतजी कहते हैं--राजाओंमें श्रेष्ठ महाराज 
अम्बरीषके ये वचन सुनकर देवर्षि नारदजीको बड़ी 
प्रसन्नता हुई। थे उनसे बोले- राजन्‌ ! सुनो-- 
भगवानकी भक्ति समस्त पापॉका नाश करनेवाली है, मैं 
तुमसे उस भक्तिका भलीभाँति वर्णन करता हूँ । भक्ति 
अनेकों प्रकारकी बतायी गयी है--मानसी, वाचिकी, 
कायिकी, लौकिकी, बैदिकी तथा आध्यात्मिकी । ध्यान, 
धारणा, बुद्धि तथा वेदार्थके चिन्तनद्वारा जो विष्णुको 
असन्न करनेवाली भक्ति की जाती है, उसे 'मानसी' भक्ति 
कहते हैं। दिन-रात अविश्रान्त भावसे वेदमन्त्रॉके 
उच्चारण, जप तथा आरण्यक आदिके पाउद्रारा जो 
भगवानूकी प्रसन्नताका सम्पादन किया जाता है, उसका 


नाम 'वाचिकी' भक्ति है। व्रत, उपवास और नियमोके 
पालन तथा पाँचों इन्द्रियॉके संयमद्दारा की जानेवाली 
आराधना [शरीरसे साध्य होनेके कारण] 'कायिकी' 
भक्ति कही गयी है; यह सब प्रकारकी सिद्धियाँका 
सम्पादन करनेवाली है। पाद्य, अर्घ्य आदि उपचार, 
नृत्य, वाद्य, गीत, जागरण तथा पूजन आदिके द्वारा जो 
भगबान्‌की सेवा की जाती है, उसे लौकिकी भक्ति कहते 
हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेदके जप, संहिताओके 
अध्ययन आदि तथा हविष्यकी आहुति-यश-यागादिके 
द्वारा की जानेवाली उपासनाका नाम 'बैदिकी' भक्ति है। 
विज्ञ पुरुषॉने अमाजस्या, पूर्णिमा तथा विषुव (तुला और 
मेषकी संक्रान्ति) आदिके दिन जो याग करनेका आदेश 
दिया है, वह वैदिकी भक्तिका साधक है । 

अब मैं योगजन्य आध्यात्मिकी भक्तिका भी वर्णन 
करता हूँ, सुनो। योगज भक्तिका साधक सदा अपनी 
इन्द्रियोको संयममें रखकर प्राणायामपूर्वक ध्यान किया 
करता है । विषयोंसे अलग रहता है । वह ध्यानमें देखता 
है--भगवानका मुख अनन्त तेजसे उद्दीप्त हो रहा है, 
उनकी कटिके ऊपरी भागतक लटका हुआ यज्ञोपवीत 
शोभा पा रहा है। उनका झुक वर्ण है, चार भुजाऐ हैं। 


१-जब दिन और रात बराबर हों, उस दिन विषुव-योग होता है। 


पातालखण्ड ] 


= भगवद्धक्तिके लक्षण तथा वैज्ञास्स-स्त्रानकी महिमा + 


५८९ 


उनके हाथोंमें बरद एवं अभयकी मुद्राएँ हैं। वे पीत वस्न 
धारण किये हुए हैं तथा उनके नेत्र अत्यन्त सुन्दर हैं। वे 
प्रसन्नतासे परिपूर्ण दिखायी देते हैं । रजन्‌! इस प्रकार 
योगयुक्त पुरुष अपने हदयमें परमेश्वरका ध्यान करता है । 
जैसे प्रज्वलित अग्नि काष्ठको भस्म कर डालती है, 

उसी प्रकार भगवान्‌की भक्ति मनुष्यके पापोंको तत्काळ 
दग्ध कर देती है। भगवान्‌ श्रीविष्णुकी भक्ति साक्षात्‌ 
सुधाका रस है, सम्पूर्ण रसोंका एकमात्र सार है। इस 
पृथ्वीपर मनुष्य जबतक उस भक्तिका श्रवण नहीं 
करता--उसका आश्रय नहीं लेता, तभीतक उसे सैकड़ों 
बार जन्म, मृत्यु और जराके आघातसे होनेवाले नाना 
प्रकारके दैहिक दुःख प्राप्त होते हैं। यदि महान्‌ 
प्रभावशाली भगवान्‌ अनन्तका कीर्तन और स्मरण किया 
जाय तो त्रे समस्त पापोंका नाश कर देते हैं, ठीक उसी 
तरह, जैसे वायु मेघका तथा सूर्यदेव अन्धकारका विनाश 
कर डालते हैं। राजन्‌! देवपूजा, यज्ञ, तीर्श-ख्रान, 
बरतानुष्ठान, तपस्या और नाना प्रकारके कर्मोसे भी 
अन्तःकरणकी वैसी शुद्धि नहीं होती, जैसी भगवान्‌ 
अनन्तका ध्यान करनेसे होती है।* नरनाथ ! जिनमें 
पवित्र यशवाले तथा आपने भक्तोंको भक्ति प्रदान 
करनेवाले विशुद्धस्वरूप भगवान्‌ श्रीविष्णुका कीर्तन 
होता है, वे ही कथाएँ शुद्ध हैं तथा वे ही यथार्थ, वे ही 
लाभ पहुँचानेवाळी और बे ही हरिभक्तोंके कहने-सुनने 
योग्य होती हैं। भूमण्डलके राज्यका भार सम्हालनेवाले 
धीरचित्त महाराज अम्बरीष ! तुम धन्य हो; क्योकि 
तुम्हारा हृदय पुरुषोत्तमके ध्यानमें एकतान हो रहा है तथा 
सौभाग्यलक्ष्मीसे सुशोभित होनेवाली तुम्हारी नैष्ठिक 
बुद्धि श्रीकृष्णचन्द्रकी पुण्यमयी लीलाओके श्रवणमें 
प्रवृत्त हो रही है। भूपते ! भक्तोंको वरदान देनेवाले 
अविनाशी भगवान्‌ औविष्णुकी भक्तिपूर्वक आराधना 
किये बिना अहङ्कारवश अपनेको ही बड़ा माननेवाले 
पुरुषका कल्याण कैसे होगा । भगवान्‌ मायाके जन्मदाता 
हैं, उनपर मायाका प्रभाव नहीं पड़ता । साधु पुरुष उन्हें 


भक्तिके द्वारा ही प्राप्त करते हैं, इस नातको तुम भी जानते 

हो! राजन्‌ ! धर्मका कोई भी तत्त्व ऐसा नहीं है, जो तुम्हें 

ज्ञात म हो। फिर भी जिनके चरण ही तीर्थ हैं, उन 

भगवानकी चर्चाका प्रसङ्गः उठाकर जो तुम उनकी सरस 

कथाको मुझसे विस्तारके साथ पूछ रहे हो--उसमें यही 

कारण है कि तुम वैष्णयॉका गौरव बढ़ाना चाहते हो-- 

मुझ-जैसे लोगोंको आदर दे रहे हो। साधु-संत जो 

एक-दूसरेसे मिलनेपर अधिक श्रद्धाके साथ भगवान्‌ 
अनन्तके कल्याणमय गुणोंका कीर्तन और श्रवण करते 

हैं, इससे बढ़कर परम संतोषकी बात तथा समुचित पुण्य 

मुझे और किसी कार्यमें नहीं दिखायी देता । ब्राह्मण, गौ, 

सत्य, श्रद्धा, यश, तपस्या, श्रुति, स्मृति, दया, दीक्षा और 

संतोष--ये सब श्रीहरिके स्वरूप हैं। सूर्य, चन्द्रमा, 

बायु, पृथ्वी, जल, आकाश, दिशाएँ, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र 
तथा सम्पूर्ण आणी उस परमेश्वरके ही स्वरूप हैं। इस 
चराचर जगत्को उत्पन्न करमेकी शक्ति रखनेवाले वे 
विश्वरूप भगवान्‌ स्वयं ही ब्राह्मणके शरीरमें प्रवेश करके 
सदा उन्हें खिल्या जानेवाला अन्न भोजन करते हैं; 

इसलिये जिनकी चरण-रेणु तीर्थके समान है, भगवान्‌ 
अनन्त ही जिनके आधार हैं, जो सम्पूर्ण प्राणियोंके 
आत्मा तथा पुण्यमयी लक्ष्मीके सर्वस्व हैं, उन 
ब्राह्मणॉंका आदरपूर्वक पूजन करो । जो विद्वान्‌ ब्राह्मणको 
विष्णुबुद्धिसे देखता है, वही सच्चा वैष्णव है तथा वही 
अपने धर्ममें भलीभाँति स्थित माना जाता है। तुमने 
भक्तिके लक्षण सुननेके लिये प्रार्थना की थी, सो सन 
मैने तुम्हें सुना दिया । अन गङ्का-स्रान करनेके लिये जा 
रहा हूँ। 

“यह वैशाखका महीना उपस्थित है, जो भगवान्‌ 
लक्ष्मीपतिकों अत्यन्त प्रिय है। इसकी भी आज शुक्ला 
सप्तमी है; इसमें गङ्गाका स्नान अत्यन्त दुर्लभ है। 
पूर्वकालमें राजा जहूने वैशाख शुक्ला सप्तमीको क्रोधमें 
आकर गङ्गाजीको पी लिया था और फिर अपने दाहिने 
कानके छिद्रसे उन्हें बाहर निकाला था; अतः जहूकी 


ॐ न भूप देवार्चनयज्ञतीर्थज्ञानत्रताचारक्रियातपोभिः । तथा विशुद्धि रुभतेऽन्तरात्मा यथा हृदिस्थे भगवत्यनन्ते ॥ (८५। २८) 


५८२ 


* अर्चयस्व हृवीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ » 


( संक्षिप्त पद्मपुराण 


44५५५४९५३५ ५५७५४५३४९३ ३५५१३३३७७७ ७३७७७५६७३७ ७०५७७४७७७७ ७७७९ ७७७७७३७७७७ ७७७७७४७७७३. 


कन्या होनेके कारण गङ्गाको 'जाहवी' कहते हैं। इस 
तिथिको स्नान करके जो आकाशकी मेखलाभूत गङ्गा- 
देवीका उत्तम विधानके साथ पूजन करता है, वह मनुष्य 
धन्य एवं पुण्यात्मा है। जो वैशाख शुक्ला सप्तमीको 
विधिपूर्वक गङ्गामें देवताओं और पितरोंका तर्पण करता 
है, उसे गङ्गादेवी कृपा-दृष्टिसे देखती हैं तथा वह ख्रानके 
पश्चात्‌ सब पापोंसे मुक्त हो जाता है । बैशाखके समान 
कोई मास नहीं है तथा गङ्गाके सदृश दूसरी कोई नदी 
नहीं है। इन दोनोंका संयोग दुर्लभ है। भगवानकी 
भक्तिसे ही ऐसा सुयोग प्राप्त होता है। गङ्गाजीका 
प्रादुर्भाव भगवान्‌ श्रीबिष्णुके चरणोंसे हुआ है। वे 
ब्रह्मलोकसे आकर भगवान्‌ शङ्कस्के जटा-जूटमें निवास 
करती है । गङ्गा समस्त दुःखोंका नाश करनेवाली हैं। वे 
अपने तीन स्त्रोतोंसे निरन्तर प्रवाहित होकर तीनों 
लोकोंको पवित्र करती रहती हैं। उन्हें स्वर्गपर चढ़नेके 
लिये सीढ़ी माना गया है। वे सदा आनन्द देनेवाली, 
नाना प्रकारके पापोंको हरनेवाली, संकटसे तारनेबाली, 
भक्तजनेकि अन्तःकरणमें दिव्य प्रकाश फैलानेकी 
'लीलासे सुशोभित होनेवाली, सगरके पुत्रोंको मोक्ष प्रदान 
करनेवाली, धर्म-मार्गमें लगानेवाली तथा तीन मार्गॉसे 
प्रवाहित होनेनाली हैं । “गङ्गादेवी तीनों लोकोंका शृङ्गार 
हैं। बे अपने दर्शन, स्पर्श, स्रान, कीर्तन, ध्यान और 
सेवनसे हजारों पवित्र तथा अपवित्र पुरुषॉको पावन 
ननाती रहती हैं। जो लोग दूर रहकर भी तीनों समय 
“गङ्गा, गङ्गा, गङ्गा' इस प्रकार उच्चारण करते हैं, उनके 
तीन जन्मोंका पाप गङ्गाजी नष्ट कर देती हैं । जो मनुष्य 
हजार योजन दूरसे भी गङ्गाका स्मरण करता है, वह पापी 
होनेपर भी उत्तम गतिको आप्त होता है। 

“राजन्‌ ! वैशाख शुक्ला सप्तमीको गङ्गाजीका दर्शन 
विशेष दुर्लभ है। भगवान्‌ श्रीविष्णु और ब्राह्मणोंकी 
कुपासे ही उस दिन उनकी प्रापि होती हैं। माघव 
(वैशाख) के समान महीना और माधव (विष्णु) के 
समान कोई देवता नहीं है; क्योंकि पापके समुद्रमें डूबते 


हुए मनुष्यके लिये माधव ही जहाजका काम देते हैं। 
माधव मासमें जो भक्तिपूर्वक दान, जप, हवन और स्रान 
आदि शुभकर्म किये जाते हैं, उनका पुण्य अक्षय तथा 
सौ करोड़गुना अधिक होता है। जिस प्रकार देवताओमें 
विश्वात्मा भगवान्‌ नारायणदेव श्रेष्ठ हैं, जैसे जप करने 
योग्य मन्त्रॉमें गायत्री सबसे उत्कृष्ट है, उसी प्रकार 
नदियोंमें गङ्गाजीका स्थान सबसे ऊँचा है। जैसे सम्पूर्ण 
ख्बियोमें पार्वती, तपनेवालोंमें सूर्य, लाभोमें आरोग्यलाभ, 
मनुष्यॉमें ब्राह्मण, पुण्योंमें परोपकार, विद्याओमें बेद, 
मन्त्रॉमें प्रणव, ध्यानोंमें आत्मचिन्तन, तपस्याओंमें सत्य 
और स्वधर्म-पालन, शुद्धियोंमें आत्मशुद्धि, दानोंमें 
अभयदान तथा गुणोंमें लोभका त्याग ही सबसे प्रधान 
माना गया है, उसी प्रकार सब मासोंमें वैशाख मास 
अत्यन्त श्रेष्ठ है । पापोंका अन्त वैशाख मासमें प्रातःस्जान 
करनेसे होता है । अन्धकारका अन्त सूर्यके उदयसे तथा 
पुण्योंका अन्त दूसरोंकी बुराई और चुगली करनेसे होता 
है। राजन्‌ ! कार्तिक मासमें जब सूर्य तुलाराशिपर स्थित 
हों, उस समय जो स्त्रान-दान आदि पुण्यकार्य किया 
जाता है, उसका पुण्य परार्धगुना' अधिक होता है। माघ 
मासमें जब मकरराशिपर सूर्य हों तो कार्तिककी अपेक्षा 
भी हजारगुना उत्तम फल होता है और वैशाख मासमें 
मेषकी संक्रान्ति होनेपर माघसे भी सौगुना अधिक पुण्य 
होता है । वे ही मनुष्य पुण्यात्मा और धन्य हैं, जो वैशाख 
मासमें प्रातःकाल स्त्रान करके विधि-विधानसे भगवान्‌ 
लक्ष्मीपतिकी पूजा करते हैं। वैशाख मासमें सबेरेका 
स्त्रान, यज्ञ, दान, उपवास, हविष्य-भक्षण तथा 
ब्रह्मचर्यका पाल्न--ये महान्‌ पातकोंका नाश करनेवाले 
हैं। राजन्‌! कलियुगमें वैशाखकी महिमा गुप्त नहीं रहने 
पायगी; क्योकि उस समय वैशाखस्त्रानका माहात्म्य 
अश्वमेध-यज्ञके अनुष्ठानसे भी बढ़कर है। कलियुगमें 
परमपावन अश्वमेध-यज्ञक्रा अनुष्ठान नहीं हो सकता। 
उस समय वैशाख मासका स्त्रान ही अश्वमेध-यशके 
समान विहित है! कलियुगके अधिकांश मनुष्य पापी 


१. संख्याकी पराकाछाका नाम 'पणर्घ' है। आधुनिक गणनाके अनुसार यह संख्या 'सङ्क' या 'महाशङ्घ' कहलाती है। 


पातालखण्ड ] 


* यैशास्व-माहात्म्य + 


५८३ 


sesseeeeseanssaaeseresssessseteesasseesesesasun०५५५५*#५५५५५०५४५५४०५०५५००५५०००५००४५४५५४५५५५५००५०५५३५. 


होंगे। उनकी बुद्धि पापमें ही आसक्त होगी; अतः वे 
अश्वमेधके पुण्यको, जो स्वर्ग और मोक्षरूप फल प्रदान 
करनेवाला है, नहीं जान सकेंगे । उस समयके लोग अपने 


पापॉके कारण नरकमें पड़ेंगे। अतएव करिियुगके लिये 
अश्वमेघका प्रचार कम कर दिया गया [और उसके 
स्थानपर वैशाख मासके ख्रानका विधान किया गया] । 


अप और लान 


खैशाख-माहात्य 


सूतजी कहते है--महात्मा नारदके ये वचन 
सुनकर राजर्षि अम्नरीधने विस्मित होकर कहा-- 
“महामुने ! आप मार्गशीर्ष (अगहन) आदि पवित्र 
महीनोंको छोड़कर वैशाख मासकी ही इतनी प्रशंसा क्यों 
करते हैं ? उसीको सब मासोंमें श्रेष्ठ क्यों बतलाते हैं ? 
यदि माधव मास सबसे श्रेष्ठ और भगवान्‌ लक्ष्मीपतिको 
अधिक प्रिय है तो उस समय खान करनेकी क्या विधि 
है ? वैशाख मासमें किस वस्तुका दान, कौन-सी तपस्या 
तथा किस देवताका पूजन करना चाहिये ? कृपानिधे ! 
उस समय किये जानेबाले पुण्यकर्मका आप मुझे उपदेश 
कीजिये । सद्गुरुके मुखसे उपदेशकी आति दुर्लभ होती 
है। उत्तम देश और कालका मिलना भी बड़ा कठिन 
होता है। राज्य-प्रापि आदि दूसरे कोई भी भाव हमारे 
हृदयको इतनी शीतलता नहीं प्रदान करते, जितनी कि 
आपका यह समागम । 
नारदजीने कहा- राजन्‌ ! सुनो, मैं संसारके 
हितके लिये तुमसे माधव मासकी विधिका वर्णन करता 
हूँ। जैसा कि पूर्वकालमें ्रह्माजीने बतलाया था। पहले 
तो जीका भारतवर्षमें जन्म होना ही दुर्लभ है, उससे भी 
अधिक दुर्लभ है--वहाँ मनुष्यकी योनिमें जन्म । मनुष्य 
होनेपर भी अपने-अपने धर्मके पालनमें परवृत्ति होनी तो 
और भी कठिन है। उससे भी अत्यन्त दुर्लभ है-- 
भगवान्‌ बासुदेवमें भक्ति और उसके होनेपर भी माधव 
मासमें स्नान आदिका सुयोग मिलना तो और भी कठिन 
है। माधव मास माधब (लक्ष्मीपति) को बहुत प्रिय है । 
माधय (वैशाख) मासको पाकर जो विधिपूर्वक स्त्रान, 
दान तथा जप आदिका अनुष्ठान करते हैं, ने ही मनुष्य 
धन्य एवं कृतकृत्य हैं। उनके दर्शन मात्रसे पापियोंके भी 
पाप दूर हो जाते हैं और वे भगवद्धानसे भावित होकर 


धर्माचरणके अभिलाषी बन जाते हैं। वैशाख मासके जो 
एकादशीसे लेकर पूर्णिमातक अन्तिम पाँच दिन हैं, वे 
समूचे महीनेके समान महत्त्व रखते हैं। राजेन्द्र ! जिन 
लोगेनि वैशाख मासमें भाँति-भातिके उपचारोंद्रारा मधु 
दैत्यके मारनेवारे भगवान्‌ लक्ष्मीपतिका पूजन कर 
लिया, उन्होंने अपने जन्मका फल पा लिया। भला, 
कौन-सी ऐसी अत्यन्त दुर्लभ वस्तु है जो वैशाखके स्नान 
तथा विधिपूर्वक भगवानके पूजनसे नहीं प्राप्त होती। 
जिन्होंने दान, होम, जप, तीर्थमें प्राणत्याग तथा सम्पूर्ण 
पापॉका नाश करनेवाले भगवान्‌ श्रीनारायणका ध्यान 
नहीं किया, उन मनुष्योंका जन्म इस संसारमें व्यर्थ ही 
समझना चाहिये। जो धनके रहते हुए भी कंजूसी करता 
है, दान आदि किये बिना ही मर जाता है, उसका धन 
व्यर्थ है। 

राजन्‌! उत्तम कुलमें जन्म, अच्छी मृत्यु, श्रेष्ठ 
भोग, सुख, सदा दान करनेमें अधिक प्रसन्नता, उदारता 
तथा उत्तम धैर्य--ये सब कुछ भगवान्‌ श्रीयिष्णुकी 
कुपासे ही प्राप्त होते हैं । महात्मा नारायणके अनुग्रहसे ही 
मनोवाञ्छित सिद्धियाँ मिलती हैं । जो कार्तिकमें, माघमें 
तथा माधवको प्रिय लगनेवाले वैशाख मासमें स्नान 
करके मधुहन्ता लक्ष्मीपति दामोदरकी विशेष विधिके 
साथ भक्तिपूर्वक पूजा करता है और अपनी शक्तिके 
अनुसार दान देता है, वह मनुष्य इस लोकका सुख 
भोगकर अन्तमें श्रीहरिके पदको प्राप्त होता है । भूप ! 
जैसे सूर्योदय होनेपर अन्धकार नष्ट हो जाता है, उसी 
प्रकार वैशाख मासमें प्रातःखान करनेसे अनेक जन्मोंकी 
उपार्जित पापराशि नष्ट हो जाती है। यह बात ब्रह्माजीने 
मुझे बतायी थी। भगवान्‌ श्रीविष्णुने माधव मासकी 
महिमाका विशेष प्रचार किया है। अतः इस महीनेके 


ट 


० अर्चयस्व इषीकेसं यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


£ संक्षिप्त पद्मपुराण 


आनेपर मनुष्योंको पवित्र करनेवाले पुण्यजलसे. परिपूर्ण 
गङ्गातीर्थ, नर्मदातीर्थ, यमुनातीर्थ अथवा सरस्वतीती्थमें 
सूर्योदयके पहले स्त्रान करके भगवान्‌ मुकुन्दकी पूजा 
करनी चाहिये । इससे तपस्याका फल भोगनेके पश्चात्‌ 
अक्षय स्वर्गकी प्राप्ति होती है। भगवान्‌ श्रीनारायण 
अनामय--रेग-व्याधिसे रहित हैं, उन गोविन्ददेबकी 
आराधना करके तुम भगवानका पद प्राप्त कर लोगे। 
राजन्‌! देवाधिदेव लक्ष्मीपति पा्पोका नाश करनेवाले 
हैं, उन्हें नमस्कार करके चैत्रकी पूर्णिमाको इस व्रतका 
आरम्भ करना चाहिये। ब्रत लेनेवाला पुरुष यम- 
नियमॉका पालन करे, शक्तिके अनुसार कुछ दान दे, 
हविष्यात्र भोजन करे, भूमिपर सोये, ब्रह्मचर्यब्रतमें 
दृढतापूर्वक स्थित रहे तथा हृदयमें भगवान्‌ 
श्रीनारायणका ध्यान करते हुए कृच्छु आदि तपस्याओके 
द्वारा शरीरको सुखाये । इस प्रकार नियमसे रहकर जब 
बैशाखकी पूर्णिमा आये, उस दिन मधु तथा तिल 
आदिका दान करे, श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको भक्तिपूर्वक भोजन 
कराये, उन्हें दक्षिणासहित धेनु-दान दे तथा 
वैशाखस्त्रानके व्रतमें जो कुछ त्रुटि हुई हो उसकी 
पूर्णताके लिये ब्राह्मणॉसे प्रार्थना करे। भूपाल ! जिस 
प्रकार लक्ष्मीजी जगदीश्वर माघनकी प्रिया हैं, उसी प्रकार 
माघव मास भी मधुसूदनको बहुत प्रिय है। इस तरह 
उपर्युक्त नियमोके पालनपूर्वक बारह वर्षोतक 
बैशाखस्रान करके अन्तमें मधुसूदनकी प्रसन्नताके लिये 
अपनी शक्तिके अनुसार ब्रतका उद्यापन करे । अम्बरीष ! 
पूर्वकालमें ग्रह्माजीके मुखसे मैने जो कुछ सुना था, वह 
सब वैशाख मासका माहात्म्य तुम्हें बता दिया। 
अम्बरीषने पूछा--मुने ! स्त्रानमें परिश्रम तो 
बहुत थोड़ा है, फिर मी उससे अत्यन्त दुर्लभ फलकी 
प्राप्ति होती है--मुझे इसपर विश्वास क्‍यों नहीं होता ? 
मुझे मोह क्यों हो रहा है ? 
नारदजीने कहा--राजन्‌ ! तुम्हारा संदेह ठीक 
है। थोड़े-से परिश्रमके द्वारा महान्‌ फलकी प्राप्ति 


असम्भव-सी ब्यत है; तथापि इसपर विश्वास करो, 
क्योकि यह नह्माजीकी बतायी हुई बात है । धर्मकी गति 
सूक्ष्म होती है, उसे समझनेमें बड़े-बड़े पुरुषोंको भी 
कठिनाई होती है । श्रीहरिकी शक्ति अचिन्त्य है, उनकी 
कृतिमें विद्वानॉंको भी मोह हो जाता है । विश्वामित्र आदि 
क्षत्रिय थे, किन्तु धर्मका अधिक अनुष्ठान करनेके कारण 
वे ब्राह्मणत्वको प्राप्त हो गये; अतः धर्मकी गति अत्यन्त 
सूक्ष्म है । भूपाल ! तुमने सुना होगा, अजामिल अपनी 
घर्मपलीका परित्याग करके सदा पापके मार्गपर ही 
चलता था । तथापि मृत्युके समय उसने केवल पुत्रके 
स्नेहबश “नारायण” कहकर पुकारा- पुत्रका चिन्तन 
करके “नारायण'का नाम लिया; किन्तु इतनेसे ही उसको 
अत्यन्त दुर्लभ पदकी प्राप्ति हुई । जैसे अनिच्छापूर्वक भी 
यदि आगका स्पर्श किया जाय तो वह शरीरको जलाती 
ही है, उसी प्रकार किसी दूसरे निमित्तसे भी यदि 
श्रीगोविन्दका नामोच्चारण किया जाय तो वह पापराशिको 
भस्म कर डालता है।* जीव विचित्र हैं, जीवॉकी 
भावना. विचित्र हैं, कर्म विचित्र है तथा कर्मोकी 
शक्तियाँ भी विचित्र हैं। शास्त्रमें जिसका महान्‌ फल 
बताया गया हो, वही कर्म महान्‌ है [फिर वह अल्प 
परिश्रम-साध्य हो या अधिक परिश्रम-साध्य] । छोटी- 
सी वस्तुसे भी बड़ी-से-बड़ी वस्तुका नाश होता देखा 
जाता है। जरा-सी चिनगारीसे बोझ-के-बोझ तिनके 
स्वाहा हो जाते हैं। जो श्रीकृष्णके भक्त हैं, उनके 
अनजानमें किये हुए हजारों हत्याऑसे युक्त भयङ्कर 
'पातक तथा चोरी आदि पाप भी नष्ट हो जाते हैं। वीर ! 
जिसके हृदयमें भगवान्‌ श्रीविष्णुकी भक्ति है नह विद्वान्‌ 
पुरुष यदि थोड़ा-सा भी पुण्य-कार्य करता है तो वह 
अक्षय फल देनेवाला होता है। अतः माधव मासमें 
माधवकी भक्तिपूर्वक आराधना करके मनुष्य अपनी 
मनोबाज्छित कामनाओको प्राप्त कर लेता है--इस 
विषयमें संदेह नहीं करना चाहिये। शास्त्रोक्त विधिसे 
किया जानेवाला छोटे-से-छोटा कर्म क्यों न हो, उसके 


* अनिच्छयापि दहति स्पृष्टो हुतवहो यथा। तथा दहति गोविन्दनाम व्याजादपीरितम्‌॥ (८७ । ८) 


पाताछखण्ड ] 


* बैशाख-स्त्रानसे पाँच प्रेतोका उद्धार तथा 'पाष-प्रशमन' नायक स्तोत्रका वर्णन » 


५८५ 


24५३५५०५५५ १७६४७७७५७५ ७५९५५७७७७७ ७ ७ कीक कक कक दक कती केश दक कक ७०७०५ 


द्वारा बड़े-से-बड़े पापका भी क्षय हो जाता है तथा उत्तम 
कर्मकी वृद्धि होने लगती है । राजन्‌ ! भाव तथा भक्ति 
दोनोंकी अधिकतासे फलमें अधिकता होती है। धर्मकी 
गति सूक्ष्म है, नह कई प्रकारोंसे जानी जाती है। 
महाराज ! जो भावसे हीन है--जिसके हृदयमें उत्तम 
भाव एवं भगवानकी भक्ति नहीं है, वह अच्छे देश और 
कालमें जा-जाकर जीवनभर पवित्र गङ्गा-जलसे नहाता 
और दान देता रहे तो भी कभी शुद्ध नहीं हो सकता-- 
ऐसा मेरा बिचार है। अतः अपने हृदय-कमलमें शुद्ध- 
भावकी स्थापना करके वैशाख मासमें प्रातःस्रान 
करनेवाला जो विशुद्धचित्त पुरुष भक्तिपूर्वक भगवान्‌ 
लक्ष्मीपतिकी पूजा करता है, उसके पुण्यका वर्णन 
करनेकी शक्ति मुझमें नहीं है । अतः भूपाल ! तुम 
बैशाख मासके फलके विषयमें विश्वास करो । छोटा-सा 


शुभ कर्म भी सैकड़ों पापकर्मांका नाश करमेवाला होता 
है। जैसे हरिनामके भयसे राशि-राशि पाप नष्ट हो जाते 
है, उसी प्रकार सूर्यके मेषराशिपर स्थित होनेके समय 
प्रातःस्रान करनेसे तथा तीर्थमें भगवानकी स्तुति करनेसे 
भी समस्त पापोंका नाश हो जाता है।* जिस प्रकार 
गरुड्के तेजसे साँप भाग जाते हैं, उसी तरह प्रातःकाल 
वैशाख-स्त्रान करनेसे पाप पलायन कर जाते हैं--यह 
निश्चित बात है। जो मनुष्य मेषराशिके सूर्यमें गङ्गा या 
नर्मदाके जलमें नहाकर एक, दो या तीनों समय भक्ति- 
भावके साथ पापप्रशमन नामक स्तोत्रका पाठ करता है, 
वह सब पापोसे मुक्त होकर परम पदको प्राप्त होता है। 
अम्बरीष | इस प्रकार मैंने थोड़ेमें यह वैशाख- 
स्ञानका सारा माहात्म्य सुना दिया, अब और क्या सुनना 
चाहते हो ?' 


— + —= 


बवैशाख-रत्रानसे पाँच प्रेतोंका उद्धार तथा 'पाप-प्रशामन' नामक स्तोत्रका वर्णन 


अम्बरीषने कहा--मुने ! जिसके चिन्तन मात्रसे 
पापराशिका लय हो जाता है, उस पाप-प्रशमन नामक 
स्तोत्रको मैं भी सुनना चाहता हूँ। आज मैं धन्य हूँ, 
अनुगृहीत हूँ; आपने मुझे उस शुभ विधिका श्रवण 
कराया, जिसके सुनने मात्रसे पापोंका क्षय हो जाता है। 
बैशाख मासमें जो भगवान्‌ केशवके कल्याणमय 
नामोंका कीर्तन किया जाता है, उसीको मैं संसारमें सबसे 
बड़ा पुण्य, पवित्र, मनोरम तथा एकमात्र सुकृतसे ही 
सुलभ होनेनाला शुभ कर्म मानता हूँ। अहो ! जो लोग 
माधव मासमें भगवान्‌ मधुसूदनके नामोंका स्मरण करते 
हैं, वे धन्य हैं। अतः यदि आप उचित समझें तो मुझे 
पुनः माधव मासकी ही पवित्र कथा सुनायें । 

सूतजी कहते हैं--राजाओमें श्रेष्ठ हरिभक्त 
अम्नरीषका वचन सुनकर नारद मुनिको बड़ी प्रसन्नता 
हुई। यद्यपि वे वैशाख-स्रानके लिये जानेको उत्कण्ठित 
थे, तथापि सत्सङ्गमें आनन्द आनेके कारण रुक गये 


* यथा हेरेर्नामभयेन भूप नश्यन्ति सर्वे दुरितस्य यृन्दाः । नूनं रवौ मेषगते विभाते स्नानेन तीर्थे च हरिस्तवेन ॥ 


और राजासे बोले । 
नारदजीने कहा--महीपाल ! मुझे ऐसा जान 

पड़ता है कि यदि दो व्यक्तियोमें परस्पर भगवत्कथा- 

सम्बन्धी सरस वार्तालाप छिड़ जाय तो बह अत्यन्त 

विशुद्ध--अन्तःकरणको शुद्ध करनेवाला होता है। 

आज तुम्हरे साथ जो माधव मासके माहात्यकी चर्चा 

चल रही है, यह बैशाख-स्नानकी अपेक्षा भी अधिक 
पुण्यं प्रदान करनेवाली है; क्योकि माधव मासके देवता 

भगवान्‌ श्रीविष्णु हैं [अतः उसका कीर्तन भगवानका ही 
कीर्तन है] । जिसका जीवन धर्मके लिये और धर्म 
भगवानकी असन्रताके लिये है तथा जो रातों-दिन 
पुण्योपार्जनमें ही लगा रहता है, उसीको इस पृथ्वीपर मैं 
वैष्णव मानता हूँ। राजन्‌! अब मैं वैशाख-स्रानसे 
होनेवाले पुण्य-फलका संक्षेपसे वर्णन करता हूँ; 
विस्तारके साथ सारा वर्णन तो मेरे पिता---ब्रह्माजी भी 
नहीँ कर सकते । वैशाखमें डुबकी लगाने मात्रसे समस्त 


(८७। ३४) 


५८६ 


० अर्चयस्व हषीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ « 


£ संक्षिप्त पद्मपुराण 


५७०७७००९०९९०००००००७००७००००००१७०००००००३३:२९०:००००००००५७०७०३९३०१००-००००७७७७७:३१९-९१००००५०३७००९०००००००७०००००००५५ 


पाप छूट जाते हैं। पूर्वकालकी बात है, कोई मुनीश्वर 
तीर्थयात्राके असङ्गसे सर्वत्र घूम रहे थे। उनका नाम था 
मुनिशर्मा । वे बड़े घर्मात्मा, सत्यवादी, पवित्र तथा शम, 
दम एवं झान्तिधर्मसे युक्त थे। वे प्रतिदिन पितरोंका 
तर्पण और श्राद्ध करते थे। उन्हें वेदों और स्मृतियेकि 
विघानोंका सम्यक्‌ ज्ञान था। वे मधुर वाणी बोलते और 
भगवानका पूजन करते रहते थे । वैष्णबोंके संसर्गमें ही 
उनका समय व्यतीत होता था । वे तीनों कालोंके ज्ञाता, 
मुनि, दयालु, अत्यन्त तेजस्वी, तत्त्वज्ञानी और ब्राह्मण- 
भक्त थे। वैशाखका महीना था, मुनिशर्मा स््नानके लिये 
नर्मदाके किनारे जा रहे थे। उसी समय उन्होंने अपने 
सामने पाँच पुरुषोंको देखा, जो भारी दुर्गतिमें फँसे हुए 
थे। वे अभी-अभी एक-दूसरेसे मिले थे! उनके 
कारीरका रंग काल्त्र था। वे एक बरगदकी छायामें बैठे 
थे और पापोंके कारण उद्दिप्र होकर चारों ओर दृष्टिपात 
कर रहे थे। उन्हें देखकर द्विजवर मुनिशर्मा बड़े विस्मयमें 
पड़े और सोचने लगे--इस भयानक बनमें ये मनुष्य 
'कहाँसे आये ? इनकी चेष्टा बड़ी दयनीय है, किन्तु 
इनका आकार बड़ा भयङ्कर दिखायी देता है। ये 
पापभागी चोर तो नहीं हैं? विप्रवर मुनिशर्माकी बुद्धि 
जड़ी स्थिर थी, वे ज्यों ही इस प्रकार विचार करने लगे, 
उसी समय उपर्युक्त पाँचों पुरुष उनके पास आये और 
हाथ जोड़कर मुनिशर्मासे बोले। 
उन पुरुषोंने कहा--विप्रवर ! हमें आप 
कल्याणमय पुरुषोत्तम जान पड़ते हैं। हम दुःखी जीव 
हैं। अपना दुःख विचारकर आपको बताना चाहते हैं। 
द्विजराज ! आप कृपा करके हमारी कष्ट-कथा सुनें। 
दैषवश जिनके पाप प्रकट हो गये हैं, उन दीन-दुःखी 
आजियोकि आघार आप-जैसे संत-महात्मा ही हैं। साधु 
पुरुष आपनी दृष्टिमात्रसे पीड़ितोंकी पीड़ाएँ, हर लेते हैं। 
[अब उनमॅसे एकने सबका परिचय देना आरम्भ 
किया-- मैं पञ्चाल देशका क्षत्रिय हूँ, मेरा नाम 
नरवाहन है। मैंने मार्गमें मोहवश बाणद्वार एक 
ज्राह्मणकी हत्या कर डाली । मुझसे ब्रह्म-हत्याका पाप हो 
गया है। इसलिये शिखा, सूत्र और तिलकसे रहित 


होकर इस पृथ्वीपर घूमता हूँ और सबसे कहता फिरता 
हूँ कि “मैं बरह्महत्यारा हूँ।' मुझ महापापी ब्रह्मघातीको 
आप कृपाकी भिक्षा दें। इस दशामें पड़े-पड़े मुझे एक 
वर्ष बीत गया । मैं पापसे जल रहा हूँ । मेरा चित्त शोकसे 
व्याकुल है। तथा ये जो सामने दिखायी देते हैं, इनका 
नाम चन्द्रशर्मा है। ये जातिके ब्राह्मण हैं। इन्होंने मोहसे 
मलिन होकर गुरुका वध किया है। ये मगधदेशके 
निवासी हैं। इनके स्वजनॉने इनका परित्याग कर दिया 
है। ये भी घूमते-घामते दैवात्‌ यहाँ आ पहुँचे हैं । इनके 
भी न शिखा है न सूत्र । ्राह्मणका कोई भी चिह्न इनके 
झरीरमें नहीं रह गया है । इनके सिवा जो ये तीसरे व्यक्ति 
हैं, इनका नाम देवशर्मा है । स्वामिन्‌ ! ये भी बड़े कष्टमें 
हैं। ये भी जातिके ब्राह्मण हैं, किन्तु मोहवश वेइयाकी 
आसक्तिमें फॅसकर शराबी हो गये थे। इन्होंने भी 
घूछनेपर अपना सारा हाल सच-सच कह सुनाया है। 
अपने प्रथम पापाचारको याद करके इनके हृदयमें बड़ा 
संताप होता है। ये सदा मनस्तापसे पीड़ित रहते हैं। 
इनको इनकी स्त्रीने, बन्धु-बान्धवोंने सथा गाँवके सब 
लोगोनि बहाँसे निकाल दिया है । ये अपने उसी पापके 
साथ भ्रमण करते हुए यहाँ आये हैं। ये चौथे महाशय 
जातिके वैश्य हैं। इनका नाम विधुर है । ये गुरुपलीके 
साथ समागम करनेवाले हैं। इनकी माता मिथिलामें 
जाकर वेश्या हो गयी थी। इन्होंने मोहबश तीन 
महीनॉतक उसीका उपभोग किया है । परन्तु जब असली 
बातका पता लगा है तो बहुत दुःखी होकर पृथ्वीपर 
विचरते हुए ये भी यहाँ आ पहुँचे हैं। हममेंसे थे जो 
पाँचवें दिखायी दे रहे हैं, ये भी वैश्य ही हैं। इनका नाम 
नन्द है। ये पापियोंका संसर्ग करनेवाले महापापी हैं। 
इन्होंने प्रतिदिन धनके लत्रलचर्मे पड़कर बहुत चोरी की 
है। पातकॉसे आक्रान्त हो जानेपर इन्हें स्वजनोनि त्याग 
दिया है। तब ये स्वयं भी खिन्न होकर दैवात्‌ यहाँ आ 
पहुँचे हैं। इस प्रकार हम पाँचों महापापी एक स्थानपर 
जुट गये हैं। हम सब-के-सब दुःखोंसे घिरे हुए हैं। 
अनेकों ठीथॉमें घूम आये, मगर हमारा घोर पातक नहीं 
मिटता । आपको तेजसे उद्दीप्त देखकर हमलोगोंका मन 


पचातालखण्ड ] 


* वैशाख-स्रानसे पाँच प्रेतोंका उद्धार तथा 'पाप-प्रशमन' नायक स्तोत्रका खर्णन « 


७८७ 


प्रसन्न हो गया है। आप-जैसे साधु पुरुषके पुण्यमय 
दर्शनसे हमारे पातकोंके अन्त होनेकी सूचना मिल रही 
है। स्वामिन्‌! कोई ऐसा उपाय बताइये, जिससे 
हमलोगोंके पापोंका नाश हो जाय। प्रभो! आप 
वेदार्थके ज्ञाता और परम दयालु जान पड़ते हैं; आपसे 
हमें अपने उद्धारकी बड़ी आशा है। 
मुनिशर्माने कहा--तुमलोगेनि अज्ञानवश पाप 
किया, किन्तु इसके लिये तुम्हारे हृदयमें अनुताप है तथा 
सुम सब-के-सन सत्य बोल रहे हो; इस कारण तुम्हारे 
ऊपर अनुग्रह करना मेरा कर्तव्य है। मैं अपनी भुजा 
ऊपर उठाकर कहता हूँ, मेरी सत्य बातें सुनो । पूर्वकालमें 
जब मुनियोाँका समुदाय एकत्रित हुआ था, उस समय 
मैंने महर्षि अङ्गिराके मुखसे जो कुछ सुना था, वही 
बेद-शास्त्ॉंमें भी देखा; वह सबके लिये विश्वास करने 
योग्य है। मेरी आराधनासे संतुष्ट हुए स्वयं भगवान्‌ 
विष्णुने भी पहले ऐसी ही बात बतायी थी। वह इस 
प्रकार है। भोजनसे बढ़कर दूसरा कोई तृप्तिका साधन 
नहीं है। पितासे बढ़कर कोई गुरु नहीं है । ब्राह्मणोंसे 
उत्तम दूसरा कोई पात्र नहीं है तथा भगवान्‌ बिष्णुसे श्रेष्ठ 
दूसरा कोई देवता नहीं है। गङ्गाकी समानता करनेवाला 
कोई तीर्थ, गोदानकी तुलना करनेवाला कोई दान, 
गायत्रीके समान जप, एकादशीके तुल्य व्रत, भार्याके 
सदृश मित्र, दयाके समान धर्म तथा स्वतन्त्रताके समान 
सुख नहीं है। गाईस्थ्यसे बढ़कर आश्रम और सत्यसे 
बढ़कर सदाचार नहीं है। इसी प्रकार संतोषके समान 
सुख तथा वैशाख मासके समान महान्‌ पापोंका अपहरण 
करनेवाला दूसरा कोई मास नहीं है। वैशाख मास 
भगवान्‌ मधुसूदनको बहुत ही प्रिय है। गङ्गा आदि 
तीथॉमें तो बैशाख-स््रानका सुयोग अत्यन्त दुर्लभ है। 
उस समय गङ्गा, यमुना तथा नर्मदाकी प्राप्ति कठिन होती 
है। जो शुद्ध हृदयवाला मनुष्य भगवानके भजनमें तत्पर 
हो पूरे वैश्ाखभर प्रातःकाल गङ्गास्लान करता है, वह 
सब पार्पोसे मुक्त होकर परम गतिको प्राप्त होता है। 


इसलिये पुण्यके सारभूत इस वैशाख मासमें तुम - 


सभी पातकी मेरे साथ नर्मदा-तटपर चलो और उसमें गोते 


लगाओ । नर्मदाके जलका मुनिल्त्रेम भी सेवन करते हैं, 
वह समस्त पापॉके भयका नाश करनेनाला है । मुनिके यॉ 
कहनेपर वे सब पापी उनके साथ अद्भुत पुण्य प्रदान 
करनेवाली नर्मदाकी प्रशंसा करते हुए उसके तटपर गये । 
किनारे पहुँचकर ब्राह्मणश्रेष्ठ मुनिशर्माका चित्त प्रसन्न हो 
गया । उन्होंने वेदोक्त विधिके अनुसार नर्मदाके जलमें 
प्रातःस्त्रान किया। उपर्युक्त पाँचों पापियोंने भी ब्राह्मणके 
कहनेसे ज्यों ही नर्मदामें डुबकी लगायी, त्यों ही उनके 
शरीरका रंग बदल गया; वे तत्काल सुवर्णके समान 
कान्तिमान्‌ हो गये । फिर मुनिशर्माने सब लोगोंके सामने 
उन्हें पापप्रशमन नामक स्तोत्र सुनाया । 
भूपाल ! अब तुम पापभ्रशमन नामक स्तोत्र सुनो । 
इसका भक्तिपूर्वक श्रवण करके भी मनुष्य पापराशिसे 
मुक्त हो जाता है। इसके चिन्तन मात्रसे बहुतेरै पापी शुद्ध 
हो चुके हैं। इसके सिवा, और भी बहुत-से मनुष्य इस 
स्तोत्रका सहारा लेकर आज्ञानजनित पापसे मुक्त हो गये 
हैं। जब मनुष्योंका चित्त परायी स्त्री, पराये घन तथा 
जीव-हिसा आदिकी ओर जाय तो इस प्रायश्चितरूपा 
स्तुतिकी शरण लेनी चाहिये । यह स्तुति इस प्रकार है-- 
विष्णवे विष्णवे नित्यं विष्णवे विष्णवे नमः। 
नमामि विष्णु चित्तस्थमहङ्कारगतं हरिम्‌॥ 


चित्तस्थमीशमव्यक्तमनन्तभपराजितम्‌ ॥ 
विष्णुमीङ्णमदोषधाणामनादिनिधन हरिम्‌ ॥ 
सम्पूर्ण विश्वमें व्यापक भगवान्‌ श्रीविष्णुको सर्वदा 


नमस्कार है। विष्णुको बारम्बार प्रणाम है। मैं अपने 
चित्तमें विराजमान विष्णुको नमस्कार करता हूँ। अपने 
अहङ्कारं व्याप्त श्रीहरिको मस्तक झुकाता हूँ। श्रीविष्णु 
चित्तमें विराजमान ईश्वर (मन और इन्द्रियॉके शासक), 
अव्यक्त, अनन्त, अपराजित, सबके. द्वारा स्तवन 
करनेयोग्य तथा आदि-अन्तसे रहित हैं; ऐसे श्रीहरिको मैं 
नित्य-निरन्तर प्रणाम करता हूँ। 
विष्णुशित्तगतो यन्मे विष्णुर्बुद्धिगतश्च यत्‌। 
योऽहङ्कारगतो विष्णुर्यो विष्णुमीय संस्थितः ॥ 
करोति कर्तृभूतोऽसौ स्थावरस्य चरस्य ख। 
तत्पापं नाझमायाति तस्मिन्‌ विष्णौ विचिन्तिते ॥ 


५८८ 


+ अर्चयस्व हृषीकेश यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


जो विष्णु मेरे चित्तमें विराजमान हैं, जो विष्णु मेरी 
चुद्धिमें स्थित हैं, जो विष्णु मेरे अहङ्कारमें व्याप्त हैं तथा 
जो विष्णु सदा मेरे स्वरूपमें स्थित हैं, वे ही कर्ता होकर 
सब कुछ करते हैं। उन विष्णुभगवानका चिन्तन करनेपर 
चराचर प्राणियोंका सारा पाप नष्ट हो जाता है। 
ध्यातो हरति य: चापं स्वप्ने दृष्टश्च पापिनाम्‌ । 
तमुपेन्द्रमहं विष्णुं नमामि प्रणतप्रियम्‌॥ 
जो ध्यान करने और स्वप्रमें दीख जानेपर भी 
यापियोके पाप हर लेते हैं तथा चरणोंमें पड़े हुए 
शरणागत भक्त जिन्हें अत्यन्त प्रिय हैं, उन वामनरूपधारी 
भगवान्‌ श्रीविष्णुको नमस्कार करता हूँ। 
जगत्यस्मिन्निरालूम्बे ह्यजमक्षरमव्ययम्‌। 
हस्तासलम्धनं स्तोत्रं विष्णुं वन्दे सनातनम्‌ ॥ 
जो अजन्मा, अक्षर और अविनाशी हैं तथा इस 
अवलम्बशूऱ्य संसारमें हाथका सहारा देनेवाले हैं, 
स्तोत्रोंद्रारा जिनकी स्तुति की जाती है, उन सनातन 
श्रीविष्णुको मैं प्रणाम करता हूँ। 
सर्वेश्वरेश्वर विभो परमात्मन्नधोक्षज । 
हृषीकेश हषीकेश हषीकेश नमोऽस्तु ते॥ 
हे सर्वेश्वर ! हे ईश्वर ! हे व्यापक परमात्मन्‌ ! हे 
अधोक्षज ! हे इन्द्रियॉका शासन करनेवाले अन्तर्यामी 
हृषीकेश ! आपको बारम्बार नमस्कार है । 
नृसिंहानन्त गोविन्द भूतभावन केशव । 
दुछ्क्तं दुष्कृतं ध्यातं झमयाशु जनार्दन ॥ 
हे नृसिंह ! हे अनन्त ! हे गोविन्द ! हे भूतभावन ! 
हे केशव! हे जनार्दन ! मेरे दुर्वचन, दुष्कर्म और 
दुश्चिन्तनको शीघ्र नष्ट कीजिये । 
यन्परया चिन्तितं दुष्टं स्वचित्तवशवर्तिना । 
आकर्णय महाबाहो तच्छमं॑ नय केश ॥ 
महाबाहो ! मेरी प्रार्थना सुनिये--अपने चित्तके 
नामें होकर मैने जो कुछ बुरा चिन्तन किया हो, उसको 
शान्त कर दीजिये । 
ब्रह्मण्यदेव गोविन्द परमार्थपरायण । 
जगन्नाथ जयद्धातः पापं झामय मेऽच्युत ॥ 
ब्राह्मणोंका हित साधन करनेवाले देवता गोविन्द ! 


परमार्थमें तत्पर रहनेवाले जगन्नाथ ! जगत्को धारण 
करनेवाले अच्युत ! मेरे पापोंका नाशा कीजिये । 
यश्यापराह्ने सायाह्ने मध्याह्वे च तथा निशि। 
कायेन मनसा वाचा कृतं पापमजानता॥ 
जानता च हृषीकेश पुप्डरीकाक्ष माधव । 
जामत्रयोच्चारणतः सर्व यातु मम क्षयम्‌॥ 
मैंने पूर्वाहृ, सायाह्न, मध्याह्न तथा रात्रिके समय 
शरीर, मन और वाणीके द्वारा, जानकर या अनजानमें जो 
कुछ पाप किया हो, बह सब 'हृषीकेश पुण्डरीकाक्ष और 
माधव'--इन तीन नामोंके उद्चारणसे नष्ट हो जाय । 
झारीरं मे हुषीकेशा पुण्डरीकाक्ष मानसम्‌ । 
पापं प्रशाममायातु वाक्ृतं मम माधव॥ 
हृषीकेश ! आपके नामोच्चारणसे मेरा शारीरिक पाप 
नष्ट हो जाय, पुण्डरीकाक्ष ! आपके स्मरणसे मेरा मानस 
पाप शान्त हो जाय तथा माधव ! आपके नाम-कीर्तनसे 
मेरै वाचिक पापका नाश हो जाय । 
यद्‌ भुञ्जानः पिबंस्तिष्ठन्‌ स्वपञ्जाग्रद्‌ यदा स्थितः । 
अकार्ष पापमर्थार्थ कायेन मनसा गिरा॥ 
महदल्यं च यत्पापं दुर्योनिनरकाबहम्‌। 
तत्सर्ब विलयं यातु वासुदेखस्य कीर्तनात्‌ ॥ 
मैने खाते, पीते, खड़े होते, सोते, जागते तथा 
ठहरते समय मन, वाणी और शरीरसे, स्वार्थ या धनके 
लिये जो कुत्सित योनियों और नरकोंकी प्राप्ति करानेवाला 
महान्‌ या थोड़ा पाप किया है, बह सब भगवान्‌ 
वासुदेवका नामोघारण करनेसे नष्ट हो जाय। 
परं ब्रह्म परं धाम पवित्रे परमं च यत्‌। 
अस्मिन सङ्कीर्तिते विष्णौ सत्‌ पापं तत्‌ प्रणश्यतु ॥ 
जिसे परब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र कहते हैं, 
वह तत्त्व भगवान्‌ विष्णु ही हैं; इन श्रीविष्णुभगनानका 
कीर्तन करनेसे मेरे जो भी पाप हों, वे नष्ट हो जाये । 
यत्प्राप्य न निवर्तन्ते गन्धस्पर्शविवर्जितम्‌। 
सूरयस्तत्पदं विष्णोस्तत्सर्द॑ मे भवत्वरूम्‌ ॥ 
जो गन्ध और स्पर्शसे रहित है, ज्ञानी पुरुष जिसे 
पाकर पुनः इस संसारमें नहीं लौटते, वह श्रीनिष्णुका ही 
परम पद है। बह सब मुझे पूर्णरूपसे प्राप्त हो जाय। 


» वैशाख मासमें ख़ान, सर्पण और श्रीमाधव-पूजनकी विधि एज महिमा » 


५८९ 


पातालरण्ड ] 
पापप्रशमनं स्तोत्रं यः पठेच्छणुयाञ्रर: । 
झारीरैमांनसैर्वाचा कृतैः पापैः प्रमुच्यते ॥ 


मुक्तः पापग्रहादिभ्यो याति विष्णो: परं पदम्‌ । 

तस्मात्सर्यप्रयल्लेन स्तोत्रं सर्वाघनाशनम्‌ ॥ 
आायक्षितमधघौघानां पठितव्यं नरोत्तमैः । « 
यह “पापप्रशमन' नामक स्तोत्र है । जो मनुष्य इसे 
पढ़ता और सुनता है, वह शारीर, मन और वाणीद्वारा 
किये हुए पापोंसे मुक्त हो जाता है। इतना ही नहीं, बह 
पापग्रह आदिके भयसे भी मुक्त होकर विष्णुके परम 
पदको प्राप्त होता है । यह स्तोत्र सब पापोंका नाशक तथा 


पापराशिका प्रायश्चित्त है; इसलिये श्रेष्ठ मनुष्योंको पूर्ण 
अयल करके इस स्तोत्रका पाठ करना चाहिये । 

राजन्‌ ! इस स्तोत्रके श्रवणमात्रसे पूर्वजन्म तथा 
इस जन्मके किये हुए पाप भी तत्काल नष्ट हो जाते हैं। 
यह स्तोत्र पापरूपी वृक्षके लिये कुठार और पापमय 
ईधनके लिये दाबानल है। पापराशिरूपी अन्धकार- 
समूहका नाश करनेके लिये यह स्तोत्र सूर्यके समान है । 
मैंने सम्पूर्ण जगत्पर अनुग्रह करनेके लिये इसे तुम्हारे 
सामने प्रकाशित किया है। इसके पुण्यमय माहात्म्यका 
वर्णन करनेमें स्वयं श्रीहरि भी समर्थ नहीं हैं। 


+ — 


खैशाख मासमें स्त्रान, तर्पण और श्रीमाधव-पूजनकी विधि एवं महिमा 


आम्बरीषने पूछा--मुने ! वैशाख मासके ब्रतका 
कया विधान है ? इसमें किस तपस्याका अनुष्ठान करना 
पड़ता है ? क्या दान होता है ? कैसे स्त्रान किया जाता 
है और किस प्रकार भगवान्‌ केशवकी पूजा की जाती 
है? ब्रहार्षे ! आप श्रीहरिके प्रिय भक्त तथा सर्वज्ञ है; 
आतः कृपा करके मुझे ये सन नातें बताइये । 
नारदजीने कहा--साधुश्रेष्ठ ! सुनो--वैशाख 
मासमें जब सूर्य मेषराशिपर चले जायं तो किसी बड़ी 
नदीमें, नदीरूप तीर्थमें, नदमें, सरोबरमें, झरनेमें, 
देवकुण्डमें, स्वतः प्राप्त हुए किसी भी जलादायमें, 
नावड़ीमें अथवा कुएँ आदिपर जाकर नियमपूर्वक 
भगवान्‌ श्रीविष्णुका स्मरण करते हुए खान करना 
चाहिये | स्त्रानके पहले निम्राङ्कित श्लोकका उच्चारण 
करना चाहिये 
यथा से भाधवो यासो वल्लभो मधुसूदन । 
आ्रातःरत्रानेन से तस्मिन्‌ फलदः पापहा भव ॥ 
(८९।३१) 
“मधुसूदन ! माधव (वैशाख) मास आपको विशेष 
प्रिय है, इसलिये इसमें आतःख्रान करनेसे आप शास्त्रोक्त 
फलके देनेवाले हों और मेरे पापॉंका नाश कर दें ।' 


* अध्याय ८८ इलोक ७२ से ९१ तक। 


इस प्रकार कहकर मौनभावसे उस तीर्थके किनारे 
अपने दोनों पैर घो ले; फिर भगवान्‌ नारायणका स्मरण 
करते हुए विधिपूर्वक रान करे । स्रानकी विधि इस प्रकार 
है--विद्वान्‌ पुरुषको मूल-मन्त्र पढ़कर तीर्थकी कल्पना 
कर लेनी चाहिये । 'ॐ नमो नारायणाय' यह मन्त्र ही 
मूल-मन्त्र कहा गया है। पहले हाथमें कुशा, लेकर 
विधिपूर्वक आचमन करे तथा मन और इन्द्रियॉंको संयममें 
रखते हुए बाहर-भीतरसे पवित्र रहे । फिर चार हाथका 
चौकोर मण्डल बनाकर उसमें निश्नाङ्कित मऱत्रोंद्दार भगवती 
श्रीगङ्गाजीका आवाहन करे । 
विष्णुपादप्रसूतासि वैष्णवी सिष्णुदेखता॥ 
जाहि नस्त्वेनसस्तस्मादाजन्ममरणाम्तिकात्‌ । 
तिस्र: कोट्योऽर्धकोटी च तीर्थानो यायुरग्रबीत्‌॥ 
दिवि भुव्यन्तरिक्षे च तानि ते सत्ति जाहवि । 
नन्दिनीति च ते नाय देवेषु नलिनीति 'च्॥ 
दक्षा पृथ्वी वियङ्ङ्गा विश्वकाया शिवामृता। 
विद्याघरी महादेवी तथा लोकप्रसादिनी॥ 
क्षेमङ्करी जाहूवी च शान्ता झान्तिप्रदायिनी। 
(८९। १५-१९) 
“गङ्गे ! तुम भगवान्‌ श्रीविष्णुके चरणोंसे प्रकट हुई 


५५९० 


« अर्चयस्व हचीकेश यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


हो। श्रीविष्णु हो तुम्हारे देवता हैं; इसीलिये तुम्हें वैष्णवी 
कहते हैं। देवि! तुम जन्मसे लेकर मृत्युतक समस्त 
पापोसे मेरी रक्षा करो । स्वर्ग, पृथ्वी और अत्तरिक्षमें 
कुछ साढ़े तीन करोड़ तीर्थ है--ऐसा वायु देवताका 
कथन है। माता जाहवी ! वे सभी तीर्थ तुम्हारे अंदर 
मौजूद हैं। देवलोकमें तुम्हारा नाम नन्दिनी और नलिनी 
है। इनके सिवा दक्षा, पृथ्वी, वियद्रङ्गा, विश्वकाया, 
शिवा, अमृता, विद्याघरी, महादेवी, लोकप्रसादिनी 
क्षेमङ्करी, जाहृवी, शान्ता और शान्तिप्रदायिनी आदि 
तुम्हारे अनेकों नाम हैं।' 
स्त्रानके समय इन पवित्र नामॉका कीर्तन करना 
चाहिये; इससे त्रिपथगामिनी भगवती गङ्गा उपस्थित हो 
जाती हैं। सात बार उपर्युक्त नामॉका जप करके संपुटके 
आकारमें दोनों हाथोंको जोड़कर उनमें जल ले और 
चार, छः या सात बार मस्तकपर डाले । इस प्रकार स्त्रान 
करके पूर्ववत्‌ मृत्तिकाको भी विधिवत्‌ अभिमन्त्रित करे 
और उसे झारीरमें लगाकर नहा ले! मृत्तिकाको 
अभिमन्त्रित करनेका मन्त्र इस प्रकार है-- 
अश्वक्रान्ते रथक्रान्ते विष्णुक्रान्ते वसुन्धरे । 
भृत्तिके हर ये पापं यन्मया दुष्कृतं कृतम्‌ ॥ 


उद्धृतासि खराहेण कृष्णेन झातबाहुना । 
नमस्ते सर्वस्त्रेकानां प्रभवारणि सुव्रते॥ 
(८९।२२-२३) 


यसुन्धरे ! तुम्हारे ऊपर अश्च और रथ चला करते 
हैं। भगवान्‌ श्रीविष्णुने भी वामन-अवतार धारण करके 
तुम्हें एक पैरसे नापा था। मृत्तिके ! मैने जो नुरे कर्म 
किये हॉ, मेरे उस सन पापोंको तुम हर लो। देवि ! 
सैकड़ों भुजाओंवारे भगवान्‌ श्रीनिष्णुने नराहका रूप 
धारण करके तुम्हें जलसे नाहर निकाल् था । तुम सम्पूर्ण 
लोकॉकी उत्पत्तिके लिये अरणीके समान हो अर्थात्‌ 
जैसे अरणी-काष्ठसे आग प्रकट होती है, उसी प्रकार 
तुमसे सम्पूर्ण लोक उत्पन्न होते हैं । सुव्रते ! तुम्हें मेरा 
नमस्कार है 
इस प्रकार स्त्रान करनेके पश्चात्‌ विधिपूर्वक 
आचमन करके जलसे बाहेर निकले और दो शुद्ध श्वेत 


चरू--धोती-चादर धारण करे । तदनन्तर त्रिलोकीको 
तृप्त करनेके लिये तर्पण करे । सबसे पहले श्रीन्नह्मका 
तर्षण करे; फिर श्रीविष्णु, श्रीरुद्र और प्रजापतिका। 
तत्पश्चात्‌ 'देवता, यक्ष, नाग, गन्धर्व, अप्सरा, असुरगण, 
क्रूर सर्प, गरुड, वृक्ष, जीव-जन्तु, पक्षी, विद्याधर, मेघ, 
आकाइाचारी जीव, निराघार जीव, पापी जीव तथा 
धर्मपरायण जीवोंको तृप्त करनेके लिये मैं उन्हें जल 
अर्पण करता हूँ।' यह कहकर उन सबको जलाङ्जलि दे । 
देवताओंका तर्पण करते समय यज्ञोपनीतको नायें 
कंघेपर डाळे रहे । तत्पश्चात्‌ उसे गलेमें मालाकी भाँति 
कर ले और दिव्य मनुष्यों, ऋषि-पुत्रों तथा ऋषियोंका 
भक्तिपूर्वक तर्पण करे। सनक, सनन्दन, सनातन और 
सनत्कुमार- थे दिव्य मनुष्य हैं । कपिल, आसुरि, बोदु 
तथा पञ्चशिख-- ये प्रधान ऋषिपुत्र हैं । “ये सभी मेरे 
दिये हुए जलसे तृप्त हो" ऐसा कहकर इन्हें जल दे । इसी 
प्रकार मरीचि, अत्रि, अङ्गिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, 
प्रचेता, वसिष्ठ, नारद तथा अन्यान्य देवर्षियों एवं 
बह्मर्षियॉका अक्षतसहित जलके द्वारा तर्पण करे । 
इस प्रकार ऋषि-तर्पण करनेके पश्चात्‌ यज्ञोपजीतको 
दायें कंघेपर करके बायें घुरनेको पृथ्वीपर टेककर बैठे । 
फिर अग्निश्चात्त, सौम्य, हविष्मान, उष्मप, कव्यवाट्‌ 
अनल, बर्हिषद, पिता-पितामह आदि तथा मातामह 
आदि सब लोोगोंका विधिवत्‌ तर्पण करके निम्नाद्धित 
मन्त्रका उच्चारण करे-- 
येऽबान्यसा खान्धखा ये येऽन्यजन्मनि बान्धवाः । 
ते तृप्तिमर्विला यान्तु येञ्प्यस्मत्तोयकाङक्षिपः ॥ 
(८९।३५) 
“जो लोग मेरे बान्धब न हॉ, जो मेरे बान्धन हों तथा 
जो दूसरे किसी जन्ममें मेरे बान्धव रहे हों, खे सब मेरे 
दिये हुए जलसे तृप्त हों। उनके सिवा और भी जो 
कोई प्राणी मुझसे जळकी अभिलाषा रखते हों, जे भी 
तृप्ति लाभ करें ।” 
यों कहकर उनकी तृप्तिके उद्देशयसे जल गिरना 
चाहिये ! तत्पश्चात्‌ विधिपूर्वक आचमन करके अपने 
आगे कमलकी आकृति बनावे और सूर्यदेबके नामोंका 


पातालरबण्ड ] 


» वैशाख मासर्मे स्त्रान, तर्पण और श्रीमाघय-पूजनकी विधि एवं महिमा « 


५९१ 


उच्चारण करते हुए अक्षत, फूल, ल्ल चन्दन और 
जलके द्वारा उन्हें यत्नपूर्वक अर्घ्य दे । अर्घ्यदानका मन्त्र 
इस प्रकार है-- 
नमस्ते विश्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मरूपिणे ॥ 
'सहरूरश्मये नित्यं नमस्ते सर्वतेजसे । 
नमस्ते रुद्ववपुषे नमस्ते भक्तवत्सल ॥ 
पद्मनाभ नमस्तेऽस्तु कुण्डलाङ्गदभूषित । 
नमस्ते सर्वत्त्रेकानां सुप्तानामुपबोधन ॥ 
सुकृतं दुष्कृतं चैय सर्व पश्यसि सर्वदा । 
सत्यदेव नमस्तेऽस्तु प्रसीद मम भास्कर ॥ 
दिखाकर नमस्तेऽस्तु प्रभाकर नमोऽस्तु ते। 
(८९ । ३७--४९) 
*भगवान्‌ सूर्य ! आप विश्वरूप और ब्रह्मस्वरूप 
हैं। इन दोनों रूपॉमें आपको नमस्कार है । आप सहस्रो 
किरणोंसे सुशोभित और सबके तेजरूप हैं, आपको सदा 
नमस्कार है । भक्तवत्सल ! रुद्ररूपधारी आप परमेश्वरको 
बारम्बार नमस्कार है। कुण्डल और अङ्गद आदि 
आभूषणोंसे विभूषित पद्मनाभ ! आपको नमस्कार है । 
भगवन्‌ ! आप सोये हुए सम्पूर्ण लोकोंको जगानेवाले है; 
आपको मेरा प्रणाम है । आप सदा सबके पाप-पुण्यको 
देखा करते हैं। सत्यदेव ! आपको नमस्कार है। 
भास्कर ! मुझपर प्रसन्न होइये । दिवाकर ! आपको 
नमस्कार है । प्रभाकर ! आपको नमस्कार है ।' 
इस प्रकार सूर्यदेवको नमस्कार करके सात बार 
उनकी प्रदक्षिणा करे। फिर द्विज, गौ और सुवर्णका 
स्पर्श करके आपने घरमें जाय। वहाँ आश्रमवासी 
अतिथियोका सत्कार तथा भगवान्‌की प्रतिमाका पूजन 
करे। राजन्‌! घरमें पहले भक्तिपूर्वक जितेन्द्रियमावसे 
भगवान्‌ गोविन्दकी विधिवत्‌ पूजा करनी चाहिये। 
विशेषतः वैशाखके महीनेमें जो श्रीमधुसूदनका पूजन 
करता है, उसके द्वारा पुरे एक वर्षतक श्रीमाधवकी पूजा 
सम्पन्न हो जाती है। वैशाख मास आनेपर जन सूर्यदेव 
मेषराशिपर स्थित हों तो श्रीकेराबकी भ्रसन्ताके रये 
उनके ब्रतोंका सञ्चय करना चाहिये । अपने अभीष्टकी 
सिद्धिके लिये अन्न, जल, झाक्कर, धेनु तथा तिलकी घेनु 


आदिका दान करना चाहिये; इस कार्यमें घनकी कंजूसी 
उचित नहीं है । जो समूचे वैद्याखभर प्रतिदिन सबेरे स्नान 
करता, जितेन्द्रियभावसे रहता, भगवानके नाम जपता 
और हविष्य भोजन करता है, वह सब पापॉसे मुक्त हो 
जाता है। 

जो वैशाख मासमे आलस्य त्याग कर एकभुक्त 
(चौबीस घंटेमें एक बार भोजन), नक्तत्रत (केवल 
रातमें एक बार भोजन) अथवा अयाचितन्रत (बिना 
माँगे मिले हुए अन्नका एक समय भोजन) करता है, यह 
अपनी सम्पूर्ण अभीष्ट चस्तुओंको प्राप्त कर लेता है। 
वैशाख मासमें प्रतिदिन दो बार गाँवसे बाहर नदीके 
'जलमें स्त्रान करना, हविष्य खाकर रहना, ब्रह्मचर्यका 
पालन करना, पृथ्वीपर सोना, नियमपूर्वक रहना, व्रत, 
दान, जप, होम और भगवान्‌ मधुसूदनकी पूजा 
'करना--ये नियम हजारों जन्मेकि भयंकर पापको भी हर 
लेते हैं। जैसे भगवान्‌ माधव घ्यान करनेपर सारे पाप 
नष्ट कर देते हैं, उसी प्रकार नियमपूर्वक किया हुआ 
माधव मासका स्त्रान भी समस्त पापोंको दूर कर देता है । 
प्रतिदिन तीर्थ-स्त्रान, तिलोंद्वारा पितरोंका तर्पण, घर्मघट 
आदिका दान और श्रीमधुसूदनका पूजन--ये भगवानको 
संतोष प्रदान करनेवाले हैं; वैशाख मासमें इनका पालन 
अवश्य करना चाहिये। वैशाखर्मे तिल, जल, सुवर्ण, 
अन्न, शक्कर, वस्न, गौ, जूता, छाता, कमल या शद्ध 
तथा घड़े--इन वस्तुओंका ब्राह्मणोंको दान करे । तीनों 
सन्ध्याओकि समय एकाग्रचित्त हो विमलस्वरूपा साक्षात्‌ 
भगवती लक्ष्मीके साथ परमेश्वर श्रीविष्णुका भक्तिपूर्वक 
पूजन करना चाहिये। सामयिक फूलों और फर्लोंसे 
भक्तिपूर्वक श्रीहरिका पूजन करनेके पश्चात्‌ यथाशक्ति 
ब्राह्मणोंकी भी पूजा करनी चाहिये। पाखण्डियॉसे 
वार्तालाप नहीं करना चाहिये। जो फूलोंद्वार विधिवत्‌ 
अर्चन करके श्रीमधुसूदनकी आराधना करता है; वह 
सब पापोंसे मुक्त हो परम पदको प्राप्त होता है! 

श्रीनारदजी कहते हैँ- राजेन्द्र ! सुनो, मैं 
संक्षेपसे माधवके पूजनकी विधि बतला रहा हूँ। 
महाराज ! जिनका कहीं अन्त नहीं है, जो अनन्त और 


५९२ 


» अर्चयस्व इवीकेर्श यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


अपार हैं, उन भगवान्‌ अनन्तकी पूजा-निधिका अन्त 
नहीं है। श्रीविष्णुका पूजन तीन प्रकारका होता है-- 
बैदिक, तान्त्रिक तथा मिश्र। तीनोंके ही बताये हुए 
विधानसे श्रीहरिका पूजन करना चाहिये। वैदिक और 
मिश्र पूजनकी विधि ब्राह्मण आदि तीन वर्णोके ही लिये 
बतायी गयी है, किन्तु तान्त्रिक पूजन विष्णुभक्त शूद्रके 
लिये भी विहित है। साधक पुरुषको उचित है कि 
शास्त्रोक्त विधिका ज्ञान प्राप्त करके एकाग्रचित्त हो 
ब्रह्मचर्य-पालन करते हुए श्रीविष्णुका विधिवत्‌ पूजन 
करे। भगवान्की प्रतिमा आठ प्रकारकी मानी गयी 
है--शिलामयी, धातुमयी, लोहेकी बनी हुई, लीपने 
योग्य मिट्टीकी बनी हुई, चित्रमयी, बालूकी बनायी हुई, 
मनोमयी तथा मणिमयी। इन प्रतिमाओंकी प्रतिष्ठा 
(स्थापना) दो भ्रकारकी होती है--एक चळ प्रतिष्ठा 
और दूसरी अचल प्रतिष्ठा । 
राजन्‌! भक्त पुरुषको चाहिये कि वह जो कुछ भी 
सामग्री आप्त हो, उसीसे भक्तिभावके साथ पूजन करे। 
अतिमा-पूजनमें स्नान और अलंकार ही अभीष्ट हैं अर्थात्‌ 
भगवद्विम्Fहको खान कराकर पुष्प आदिसे शृङ्गार कर 
देना ही प्रधान सेवा है। श्रीकृष्णमें भक्ति रखनेबाला 
मनुष्य यदि केवल जल भी भगवानको अर्पण करे तो 
वह उनकी दृष्टिमें श्रेष्ठ है; फिर गन्ध, धूप, पुष्प, दीप 
और अन्न आदिका नैवेद्य अर्पण करनेपर तो कहना ही 
क्या है। पवित्रतापूर्वक पूजनकी सारी सामग्री एकत्रित 
करके पूर्वाग्र कुशॉका आसन बिछाकर उसपर बैठे; 
पूजन करनेबालेका मुख उत्तर दिशाकी ओर या प्रतिमाके 
सामने हो। फिर पाध, अर्घ्य, स्नान तथा अर्हण आदि 
उपचारोंकी व्यवस्था करे। उसके बाद कर्णिका और 
केसरसे सुशोभित अष्टदल कमल बनावे और उसके 
ऊपर श्रीहरिके लिये आसन रखे। तदनन्तर चन्दन, 
उशीर (खस) कपूर, केसर तथा अरगजासे सुवासित 
जलके द्वारा मन्त्रपाठपूर्वक श्रीहरिको स्नान कराये ! वैभव 
हो तो प्रतिदिन इस तरहकी व्यवस्था करनी चाहिये । 
स्वर्णघर्म नामक अनुवाक, महापुरुष-निद्या, 
'सहस्ररीर्षा' आदि पुरुषसूक्त तथा सामवेदोक्त नीयजना 


आदि मन्त्रोंद्दार श्रीहरिको स्त्रान कराये। तत्पश्चात्‌ 
विष्णुभक्त पुरुष वस्त्र, यज्ञोपनीत, आभूषण, हार, गन्ध 
तथा अनुलेपनके द्वारा प्रेमपूर्वक भगवानका यथायोग्य 
भृङ्गार करे । पुजारीको उचित है कि वह श्रद्धापूर्वक पाद्य, 
आचमनीय, गन्ध, पुष्प, अक्षत तथा धूप आदि उपहार 
अर्पण करे । उसके बाद गुड़, खीर, घी, पूड़ी मालपूआ, 
लड्डू, दूध और दही आदि नाना प्रकारके नैवेद्य निवेदन 
करे । पर्वके अवसरोंपर अङ्गराग लगाना, दर्पण दिखाना, 
दन्तधाअन कराना, अभिषेक करना, अन्न आदिके बने 
हुए पदार्थ भोग लगाना, कीर्तन करते हुए नृत्य करना 
और गीत गाना आदि सेवाएँ भी करनी चाहिये । सम्भव 
हो तो प्रतिदिन ऐसी ही व्यवस्था रखनी चाहिये। 

पूजनके पश्चात्‌ इस प्रकार ध्यान करे--भगवान्‌ 
श्रीविष्णुका श्रीविग्रह श्यामवर्ण एवं तपाये हुए जाम्बूनद 
नामक सुवर्णके समान तेजस्वी है; भगवानके राङ्क, 
चक्र, गदा और पश्मसे सुशोभित चार भुजाएँ हैं; उनकी 
आकृति शान्त है, उनका वस्त्र कमूके केसरके समान 
पीले रंगका है; वे मस्तकपर किरीट, दोनों हाथोमें कड़े, 
गलेमें यज्ञोपवीत तथा अँगुियोंमें अंगूठी धारण किये 
हुए हैं; उनके वक्षःस्थलमें श्रीवत्सका चिह्न है, 
कौस्तुभमणिं उनकी शोभा बढ़ाता है तथा वे वनमाला 
घारण किये हुए हैं। 

इस प्रकार ध्यान करते हुए, पूजन समाप्त करके घीमें 
डुबोयी हुई समिधाओं तथा हविष्यद्वारा अमिमें हवन 
करे। 'आज्यभाग' तथा 'आघार' नामक आहुतियाँ 
देनेके पश्चात्‌ घृतपूर्ण हविष्यका होम करे । तदनन्तर पुनः 
भगवानका पूजन करके उन्हें प्रणाम करे और पार्षदोंको 
नैवेद्य अर्पण करे। उसके बाद मुख-शुद्धिके लिये 
सुगन्धित ब्रव्यॉसे युक्त ताम्बूल निवेदन करना चाहिये । 
फिर छोटे-बड़े पौराणिक तथा अर्वाचीन स्तोत्रोंद्वारा 
भगवान्‌की स्तुति करके 'भगवन्‌ ! प्रसीद' (भगवन्‌ ! 
असन्न होइये) यों कहकर प्रतिदिन दण्डवत्‌ प्रणाम करे । 
अपना मस्तक ' भग॑नान्के चरणोंमें रखकर दोनों 
भुजाओंको फैलाकर परस्पर मिला दे और इस प्रकार 
कहे- “परमेश्वर ! मैं मृत्युरूपी ग्रह तथा समुद्रसे 


पातालखण्ड } 


* यम-ब्राह्मण-संवाद--नरक तथा स्वर्गमें ले जानेवाले कर्मोका वर्णन + 


५९३ 


भयभीत होकर आपकी शरणमेँ आया हूँ; आप मेरी 
रक्षा कीजिये।' 

तदनन्तर भगवानको अर्पण की हुई प्रसाद-माल्त्र 
आदिको आदरपूर्वक सिरपर चढ़ाये तथा यदि मूर्ति 
विसर्जन करने योग्य हो तो उसका विसर्जन भी करे। 
ईश्वरीय ज्योतिको आत्म-ज्योतिमें स्थापित कर ले । प्रतिमा 
आदिमें जहाँ भगवानका चरण हो, वहीं श्रद्धापूर्वक पूजन 
करना चाहिये तथा मनमें यह विश्वास रखना चाहिये कि 
“जो सम्पूर्ण भूतोंमें तथा मेरे आत्मामें भी रम रहे हैं, वे ही 
सर्वात्मा परमेश्वर इस मूर्तिमें विराजमान हैं।' 

इस प्रकार वैदिक तथा तान्त्रिक क्रियायोगके 
मार्गसे जो भगवान्‌की पूजा करता है, वह सब ओरसे 
अभीष्ट सिद्धिको प्राप्त होता है। श्रीविष्णु-प्रतिमाकी 
स्थापना करके उसके लिये सुदृढ़ मन्दिर बनवाना चाहिये 
तथा पूजाकर्मकी सुव्यवस्थाके लिये सुन्दर फुलवाड़ी भी 
लगबानी चाहिये। बड़े-बड़े पर्वोपर तथा प्रतिदिन 
पूजाकार्यका भलीभाँति निर्वाह होता रहे, इसके लिये 
भगवानके नामसे खेत, बाजार, कसबा और गाँव आदि 
भी लगा देने चाहिये। यों करनेसे मनुष्य भगवानके 
सायुज्यको प्राप्त होता है। भगवद्विम्रहकी स्थापना करनेसे 
सार्वभौम (सम्राट) के पदको, मन्दिर बनवानेसे तीनों 
लोकोंके राज्यको, पूजा आदिकी व्यवस्था करनेसे 
ब्रह्मल्लोकको तथा इन तीनों कार्योके अनुष्ठानसे मनुष्य 
भगवत्सायुज्यको प्राप्त कर लेता है। केवल अश्वमेध यज्ञ 


करनेसे किसीको भक्तियोगकी प्राप्ति नहीं होती; भक्ति- 
योगको तो वही प्राप्त करता है, जो पूर्वोक्त रीतिसे 
अतिदिन श्रीहरिकी पूजा करता है। 

राजन्‌ ! बही शरीर शुभ-कल्याणका साधक है, 
जो भगवान्‌ श्रीकृष्णको साष्टाङ्ग प्रणाम करनेके कारण 
घूलि-धूसरित हो रहा है; नेत्र भी वे ही अत्यन्त सुन्दर 
और तपःशक्तिसे सम्पन्न हैं, जिनके द्वारा श्रीहरिका दर्शन 
होता है; वही बुद्धि निर्मल और चन्द्रमा तथा शङ्खके 
समान उज्ज्वल है, जो सदा श्रीलक्ष्मीपतिके चिन्तनमें 
संलग्न रहती है तथा वही जिड्ला मधुरभाषिणी है, जो 
बारम्बार भगवान्‌ नारायणका स्तवन किया करती है ।* 

खी और शूद्रोंकी भी मूलमन्त्रके द्वारा श्रीहरिका 
पूजन करना चाहिये तथा अन्यान्य वैष्णवजनोंको भी 
'गुरुकी बतायी हुई पद्धतिसे श्रद्धापूर्वक भगवान्को पूजा 
करनी उचित है । राजन्‌! यह सब प्रसङ्ग मैने तुम्हें बता 
दिया। श्रीमाधवका पूजन परम पावन है। विशेषतः 
बैशाख मासमें तुम इस प्रकार पूजन अवश्य करना। 

सूतजी कहते हैं--महर्षिगण ! इस प्रकार पली- 
सहित मन्त्रवेत्ता महाराज अम्बरीषको उपदेश दे, उनसे 
पूजित हो, विदा लेकर देवर्षि नारदजी वैशाख मासमें 
गङ्गा-स्रान करनेके लिये चले गये। लोकमें जिनका 
पावन सुयश फैला हुआ था, उन राजा अम्बरीषने भी 
मुनिकी बतायी हुई वैशाख मासकी विधिका पुण्य- 
बुद्धिसे पल्रीसहित पालन किया । 


= + = 
यम-ब्राह्मण-संवाद्‌--नरक तथा स्वर्गमें ले जानेवाले कर्मोंका वर्णन 


ऋहषियोंने कहा--सूतजी ! इस विषयको पुनः 
विस्तारके साथ कहिये। आपके उत्तम वचनामृतोंका पान 
करते-करते हमें तृप्ति नहीं होती है। 

सूतजी बोले महर्षियो ! इस विषयमें एक 
आचीन इतिहास कहा करते हैं, जिसमें एक ब्राह्मण और 


महात्मा धर्मराजके संवादका वर्णन है। 

ब्राह्मणने पूछा--धर्मराज ! घर्म और अधर्मके 
निर्णयमें आप सबके लिये प्रमाणस्वरूप हैं; अतः 
बताइये, मनुष्य किस कर्मसे नरकमें पड़ते हैं? तथा 
किस कर्मके अनुष्ठानसे बे स्वर्गमें जाते है ? कृपा करके 


* यत्कृष्णप्रणिपातधूलिधवलं तदर्ष्य तद्भच्छुभं नेत्रे चेत्तपसोर्जिते सुरुचिरे याभ्यां हरिर्दुर्यते । 
सा बुद्धिर्बिमलेन्दुशब्डघवला या माधवव्यापिनी सा जिह्वा मृदुभाषिणी नृप मुहुर्या स्तौति नारयणम्‌॥ (९० । ४७) 


इन सब बातोंका वर्णन कीजिये । 
यमराज बोले--ब्रह्मन्‌ ! जो मनुष्य मन, वाणी 
तथा क्रियाद्वारा धर्मसे विमुख और श्रीविष्णुभक्तिसे रहित 
हैं; जो ज्रह्या, शिव तथा विष्णुको भेदबुद्धिसे देखते हैं; 
जिनके हृदयमें विष्णु-विद्यासे विरक्ति है; जो दूसरोंके 
खेत, जीविका, घर, प्रीति तथा आशाका उच्छेद करते हैं, 
जे नरकोमें जाते हैं । जो मूर्ख जीविकाका कष्ट भोगनेवाले 
ब्राह्मणोंको भोजनकी इच्छासे दरवाजेपर आते देख 
उनकी परीक्षा करने लगता है--उन्हें तुरंत भोजन नहीं 
देता, उसे नरकका अतिथि समझना चाहिये । जो मूढ़ 
अनाथ, वैष्णव, दीन, रोगातुर तथा वृद्ध मनुष्यपर दया 
नहीं करता तथा जो पहले कोई नियम लेकर पीछे 
अजितेद्धियताके कारण उसे छोड़ देता है, वह निश्चय ही 
नरकका पात्र है। 
जो सब पापोंको हरनेवाले, दिव्यस्वरूप, व्यापक, 
विजयी, सनातन, अजन्मा, चतुर्भुज, अच्युत, विष्णुरूप, 
दिव्य पुरुष श्रीनारायणदेवका पूजन, ध्यान और स्मरण 
करते हैं, बे श्रीहरिके परम धामको प्राप्त होते हैं-यह 
सनातन श्रुति है। भगवान्‌ दामोदरके गुणोंका कीर्तन ही 
मङ्गलमय है, नही घनका उपार्जन है तथा बही इस 
जीवनका फल है । अमिततेअस्वी देवाधिदेव श्रीविष्णुके 
कीर्तनसे सब पाप उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं, जैसे दिन 
निकलनेपर अन्धकार । जो प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक भगवान्‌ 
श्रीविष्णुकी यशोगाथाका गान करते और सदा स्वाध्यायमें 
लगे रहते हैं, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं। विप्रवर ! 


भगवान्‌ वासुदेवके नाम-जपमें लगे हुए मनुष्य पहलेके 
पापी रहे हों, तो भी भयानक यमदूत उनके पास महीं 
'फटकने पाते । द्विजश्रेष्ठ ! हरिकीर्तनको छोड़कर दूसरा 
कोई ऐसा साधन मैं नहीं देखता, जो जीवोके सम्पूर्ण 
पापोंका नाश करनेवाला प्रायश्चित्त हो।* 

जो माँगनेपर प्रसन्न होते है, देकर प्रिय वचन बोलते 
हैं तथा जिन्होंने दानके फलका परित्याग कर दिया है, वे 
मनुष्य स्तर्गमें जातें हैं । जो दिनमें सोना छोड़ देते हैं, सब 
कुछ सहन करते हैं, पर्वके अवसरपर लोगॉको आश्रय 
देते हैं, अपनेसे द्वेष रखनेवालोंके प्रति भी कभी द्वेषवश 
अहितकारक वचन मुँहसे नहीं निकालते अपितु सबके 
गुणोंका ही बखान करते हैं, वे मनुष्य स्वर्गमें जाते हैं । जो 
परायी र्त्रियोंकी ओरसे उदासीन होते हैं और सत्त्वगुणमें 
स्थित होकर मन, वाणी आथवा क्रियाद्वारा कभी उभमें 
रमण नहीं करते, बे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं। 

जिस-किसी कुलमें उत्पन्न होकर भी जो दयालु, 
यशस्वी, उपकारी और सदाचारी होते हैं, वे मनुष्य स्र्गमें 
जाते हैं। जो व्रतको क्रोधसे, लक्ष्मीको डाहसे, विद्याको 
भान और अपमानसे, आत्माको प्रमादसे, बुद्धिको 
लोभसे, मनको कामसे तथा धर्मको कुसङ्गसे बचाये 
रखते हैं, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं ।† विप्र ! जो शुक्र 
और कृष्णपक्षमें भी एकादशीको विधिपूर्वक उपवास 
करते हैं, वे मानव स्वर्गमें जाते हैं। समस्त बालकोंका 
पालन करनेके लिये जैसे माता बनायी गयी है तथा 
रोगियोंकी रक्षाके लिये जैसे औषधकी रचना हुई है, उसी 


* येऽर्चयन्ति हरिं देवं विष्णुं जिष्णुं सनातनम्‌ । नारायणमजं देख विष्णुरूपे चतुर्भुजम्‌ ॥ 
ध्यायन्ति पुरुषं दिव्यमच्युतं ये स्मरन्ति च। लभन्ते ते हरिस्थानं श्रुतिरेषा सनातनी ॥ 
इदमेव हि माङ्गल्यमिदमे्र धनार्जनम्‌ । जीवितस्य फळं चैतद्‌ यद्दामोदरकीर्तनम्‌॥ 
कीर्तनाद्‌ देवदेवस्थ विष्णोरमिततेजसः । दुरितानि विलीयन्ते तमांसोब दिनोदये॥ 
गाथा गायन्ति ये नित्यं वैष्णवीं श्रद्धयान्विताः । स्वाध्यायनिरता नित्यै ते नराः स्वर्गगामिनः ॥ 


वासुदेवजपासक्तानपि पापकृतो 


नान्यत्पझ्यामि जन्तूनां विहाय हरिकीर्तनम्‌ । सर्वपापप्रशमनं 


जनान्‌ । नोपसर्पन्ति तान्‌ वित्र यमदूताः सुदारुणाः ॥ 


यश्चित्तं द्विजोत्तम ॥ (९२।१०--१६) 


+ यस्मिन्‌ कस्मिन्‌ कुले जाता दयावन्तो यदास्विनः । सानुक्रोशः सदाचारास्ते नराः स्वर्गगामिनः ॥ 
अतं रक्षन्ति ये कोपाच्छियं रक्षन्ति मत्सरात्‌ । विद्यां मानापमानाभ्यां ह्यात्मानं तु प्रमादतः ॥ 
मतिं रक्षन्ति ये ल्मरभान्मनो रक्षन्ति कामतः। धर्म रक्षन्ति दुःसङ्गाते नयः स्वर्गगामिनः ॥ (९२। २१-२३) 


पातालखण्ड ] 


= यम-म्राह्मण-संचाद--नरक तथा स्वर्गमें ले जानेवाले कर्मोका वर्णन « 


५९५ 


प्रकार सम्पूर्ण छोकोंकी रक्षाके निमित्त एकादशी तिथिका 
निर्माण हुआ है । एकादशीके त्रतके समान पापसे रक्षा 
करनेवाला दूसरा कोई साधन नहीं है । अतः एकादशीको 
विधिपूर्वक उपवास करनेसे मनुष्य स्वर्गलोकमें जाते हैं । 
अखिल विश्वके नायक भगवान्‌ श्रीनारायणमें 
जिनकी भक्ति है, वे सत्यसे हीन और रजोगुणसे युक्त 
होनेपर भी अनन्त पुण्यशाली हैं तथा अन्तमें वे 
बैकुण्ठधाममें पधारते हैं।# जो वेतसी, यमुना, सीता 
(गङ्गा) तथा पुण्यसलिला गोदावरीका सेबन और 
सदाचारका पालन करते हैं; जिनकी स्नान और दानमें 
सदा प्रवृत्ति है, वे मनुष्य कभी नरकके मार्गका दर्शन 
नहीं करते ।+ जो कल्याणदायिनी नर्मदा नदीमें गोते 
लगाते तथा उसके दर्शनसे प्रसन्न होते हैं, वे पापरहित 
हो महादेवजीके लोकमें जाते और चिरकालतक वहाँ 
आनन्द भोगते हैं। जो मनुष्य चर्मण्वती (चम्बल) 
नदीमें ख़ान करके शौचसंतोषादि नियमोंका पालन करते 
हुए उसके तटपर--बिशेषतः व्यासाश्रममें तीन रात 
निवास करते हैं, वे स्वर्गलोकके अधिकारी माने गये हैं । 
ज़ो गङ्गाजीके जलमें अथवा प्रयाग, केदारखण्ड, पुष्कर, 
व्यासाश्रम या प्रभासक्षतरमें मृत्युको प्राप्त होते हैं, वे 
विष्णुलोकमें जाते हैं । जिनकी द्वारका या कुरुक्षेत्रमें मृत्यु 
हुई है अथवा जो योगाभ्याससे मृत्युको प्राप्त हुए हें 
अथवा मृत्युकालमें जिनके मुखसे 'हरि' इन दो अक्षरोंका 
उच्चारण हुआ है, वे सभी भगवान्‌ श्रीहरिके प्रिय हैं। 
विप्र ! जो द्वारकापुरीमें तीन रात भी ठहर जाता है, 
चह अपनी ग्यारह इन्द्रियोद्चारा किये हुए सारे पापोंको नष्ट 
करके स्वर्गमे जाता है--ऐसी बहाँकी मर्यादा है। 
वैष्णवत्रत (एकादशी) के पालनसे होनेवाला धर्म तथा 
यज्ञादिके अनुष्ठानसे उत्पन्न होनेवाला धर्म--इन दोनोंको 


विधाताने तराजूपर रखकर तोला था, उस समय इनमेंसे 
पहलेका ही पलड़ा भारी रहा । ब्रह्मन्‌ ! जो एकादशीका 
सेवन करते हैं तथा जो 'अच्युत-अच्युत' कहकर 
भगवन्नामका कीर्तन करते हैं, उनपर मेरा शासन नहीं 
चलता । मैं तो स्व्यं ही उनसे बहुत डरता हूँ। 

जो मनुष्य प्रत्येक मासमें एक दिन--अमावास्थाको 
श्राद्धके नियमका पालन करते हैं और ऐसा करनेके 
कारण जिनके पितर सदा तृप्त रहते हैं, वे धन्य हैं। वे 
स्वर्गगामी होते हैं । भोजन तैयार होनेपर जो आदरपूर्वक 
उसे दूसरोंको परोसते हैं और भोजन देते समय जिनके 
चेहरेके रंगमें परिवर्तन नहीं होता, वे शिष्ट पुरुष 
स्वर्गलोकमें जाते हैं। जो मर्त्यलोकके भीतर भगवान्‌ 
श्रीनर-नारायणके आवासस्थान बद्रिकाश्रममें और नन्दा 
(सरस्वती)के तटपर तीन रात निवास करते हैं, वे 
धन्यबादके पात्र और भगवान्‌ श्रीविष्णुके प्रिय हैं। 
न्॒ह्मन्‌ ! जो भगवान्‌ पुरुषोत्तमके समीप (जगन्नाथ- 
पुरीमें) छः मासतक निवास कर चुके हैं, खे अच्युत- 
स्वरूप हैं और दर्झनमात्रसे समस्त पापॉको हर 
लेनेवाले हैं। 

जो अनेक जन्भोंमें उपार्जित पुण्यके प्रभावसे 
काशीपुरीमें जाकर मणिकर्णिकाके जलमें गोते लगाते 
और श्रीविश्वनाथजीके चरणोंमें मस्तक झुकाते हैं, वे भी 
इस लोकमें आनेपर मेरे वन्दनीय होते हें । जो श्रीहरिकी 
पूजा करके पृथ्वीपर कुश और तिळ निछाकर चारों ओर 
तिल बिखेरते और लोहा तथा दूध देनेवाली गौ दान 
करके विधिपूर्वक मृत्युको प्राप्त होते हैं, वे मनुष्य स्वर्गमें 
जाते हैं । जो पुत्रोंको उत्पन्न करके उन्हें पिता-पितामहोंके 
'पदपर बिठाकर ममता और अहंकारसे रहित होकर मरते 
हैं, वे भी खर्गलोकके अधिकारी होते हैं। जो चोरी- 


* ये भक्तिमन्तो मधुसूदनस्य नारायणस्याखिलनायकस्य । सत्येन हीना रजसापि युक्ता गच्छन्त ते नाकमनन्तपुण्याः ॥ 


+ चेतसीं यमुनां सीतां पुण्यां 


“संन्पन्पुः २० 


गोदावरीनदीम्‌। सेवन्ते ये 


।न ते पस्थन्ति पन्थाने नरकस्य कदाचन॥ 


(९२।२७) 


झुभाचाराः सख्जानदानपरायणाः ॥ 


(९२।२८-२९) 


५२६ 


» अर्चयस्व हवीकेझं यदीच्छसि परं पदभ्‌ + 


[ संक्षिप्त पुराण 


डकैतीसे दूर रहकर सदा अपने ही धनसे संतुष्ट रहते हैं 
अथवा आपने भाग्यपर हो निर्भर रहकर जीविका चलाते 
हैं, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं। जो स्वागत करते हुए 
शुद्ध पीड़ारहित मधुर तथा पापरहित वाणीका प्रयोग 
करते हैं, वे लोग स्वर्गमें जाते हैं । जो दान-धर्ममें प्रवृत्त 
तथा घर्ममार्गके अनुयायी पुरुषोंका उत्साह बढ़ाते हैं, ने 
चिरकालतक खर्गमे आनन्द भोगते हैं। जो हेमन्त ऋतु 
(शीतकाल) में सूखी लकड़ी, गर्ममिं शीतल जल तथा 
चर्षामें आश्रय प्रदान करता है, बह स्वर्गलोगमें सम्मानित 
होता है । जो नित्य-नैमित्तिक आदि समस्त पुण्यकालोंमें 


भक्तिपूर्वक श्राद्ध करता है, बह निश्चय ही देवलोकका 
भागी होता है। दरिद्रका दान, सामर्थ्यशालीकी क्षमा, 
नौजवानोंकी तपस्या, ज्ञानियॉका मौन, सुख भोगनेके 
योग्य पुरुषोंकी सुखेच्छा-निवृत्ति तथा सम्पूर्ण प्राणियोपर 
दया--ये सदुण स्वर्गमें ले जाते हैं।* 

ध्यानयुक्त तप भवसागरसे तारनेवाला है और 
पापको पतनका कारण बताया गया है; यह बिलकुल सत्य 
है, इसमें संदेहकी गुंजाइश नहीं है।† ब्रह्मन्‌ ! स्वर्गकी 
राहपर ले जानेबाले समस्त साधनोंका मैंने यहाँ संक्षेपसे 
वर्णन किया है; अब तुम और क्या सुनना चाहते हो ? 


ननकी 
तुलसीदल और अश्वत्थकी महिमा तथा वैशाख-माहात्म्यके सम्बन्धमें 
तीन ग्रेतोंके उद्धारकी कथा 


ब्राह्मणने पूछा--धर्मराज ! वैशाख मासमें 
आतःकाल स्नान करके एकाअचित्त हुआ पुरुष भगवान्‌ 
माधवका पूजन किस प्रकार करे ? आप इसकी विधिका 
वर्णन करें। 
धर्मराजने कहा--ब्रह्मनू! पत्तोंकी जितनी 
जातियाँ हैं, उन सबमें तुलसी भगवान्‌ श्रीविष्णुको 
अधिक प्रिय है । पुष्कर आदि जितने तीर्थ हैं, गङ्गा आदि 
जितनी नदियाँ हैं तथा वासुदेव आदि जो-जो देवता हैं, 
वे सभी तुलसीदलमें निवास करते हैं। अतः तुलसी 
सर्वदा और सब समय भगवान्‌ श्रीविष्णुको प्रिय है। 
कमल और मालतीका फूल छोड़कर तुलसीका पत्ता 
अहण करे और उसके द्वारा भक्तिपूर्वक माधवकी पूजा 
करे। उसके पुण्यफलका पूरा-पूरा वर्णन करनेमें रोष भी 
समर्थ नहीं हैं। जो बिना स्नान किये ही देवकार्य या 
पितृकार्यके लिये तुलसीका पत्ता तोड़ता है, उसका सारा 
कर्म निष्फल हो जाता है तथा वह पञ्चगव्य पान करनेसे 


शुद्ध होता है । जैसे हरें बहुतेरे रोगोंको तत्काल हर लेती 
है, उसी प्रकार तुलसी दरिद्रता और दुःखभोग आदिसे 
सम्बन्ध रखनेवाले अधिक-से-अधिक पापोंको भी शीघ्र 
ही दूर कर देती है।३: तुलसी काले रेगके पत्तोवाळी हो 
या हरे रंगको, उसके द्वारा श्रीमधुसूदनकी पूजन करनेसे 
प्रत्येक मनुष्य--विशेषतः भगवानका भक्त नरसे 
नारायण हो जाता है। जो पूरै वैशाखभर तीनों 
सन्ध्याओके समय तुलसीदलसे मधुहन्ता श्रीहरिका 
पूजन करता है, उसका पुनः इस संसारमें जन्म नहीं 
होता। फूल और पत्तोंके न मिलनेपर अन्न आदिके 
द्वारा--धान, गेहूँ, चावल अथवा जौके द्वारा भी सदा 
श्रीहरिका पूजन करे। तत्पश्चात्‌ सर्वदेवमय भगवान्‌ 
विष्णुकी प्रदक्षिणा करे । इसके बाद देवताओं, मनुष्यों, 
पितरों तथा चराचर जगतका तर्पण करना चाहिये। 
पीपलको जल देनेसे, दरिद्रता, कालकर्णी (एक 
तरहंका रोग), दुःस्वप्न, दुश्चन्ता तथा सम्पूर्ण दुःख नष्ट 


* दानं दण्डस्य विभोः क्षमित्व॑ यूनां तपो ज्ञानवतो च मौनम्‌ । इच्छानिवृत्तिश्च सुखोचिताना दया च भूतेषु दिवं नयन्ति ॥ 


(९२।५८) 


† तपो ध्यानसमायुक्त तारणाय भवाम्बुधेः । पापं तु पतनायोक्तं सत्यमेव न संशयः ॥ (९२ । ६०) 


‡ दाखियदुःखभोगादिपापानि 


सुबहून्यपि ॥ तुलसी हरते किं रोगानिव हरीतकी । (९४।८-९) 


पातालखण्ड ] 


+ तुलसीदल-अश्वस्थकी महिमा, बैज्ञाख-माहास््यके सम्बन्धर्मे तीन प्रेतोंका उद्धार « 


५९७ 


४५%३६६५०५१५५ ७७०७७७४३६६ ५७७ ७७७७७३७ ७७७७७७७७१७ ७४७७७७६७७७ ७७७७७४७७७७ ७७ 


हो जाते हैं। जो बुद्धिमान्‌ पीपलके पेड़की पूजा करता है, 
उसने अपने पितरोंको तृप्त कर दिया, भगवान्‌ विष्णुकी 
आराधना कर री तथा सम्पूर्ण अहोंका भी पूजन कर 
लिया । अष्टाङ्गयोगका साधन, स्नान करके पीपलके 
सृक्षका सिंचन तथा श्रीगोविन्दका पूजन करनेसे मनुष्य 
कभी दुर्गतिको नहीं प्राप्त होता। जो सब कुछ करनेमें 
असमर्थ हो, वह स्त्रो या पुरुष यदि पूर्वोक्त नियमोंसे युक्त 
होकर वैशाखको त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा-- 
तीनों दिन भक्तिसे विधिपूर्वक प्रातःर्ञान करे तो सब 
पातकोंसे मुक्त होकर अक्षय स्वर्गका उपभोग करता है । 
जो वैशाख मासमें प्रसत्रताके साथ भक्तिपूर्वक 
ब्राह्मणोंको भोजन कराता है तथा तीन राततक प्रातःकाल 
एक बार भी स्नान करके संयम और शौचका पालन 
करते हुए श्वेत या काले तिलॉको मधुमें मिलाकर बारह 
ब्राहमणोंको दान देता है और उन्हीके द्वारा स्वस्तिवाचन 
कराता है तथा 'मुझपर धर्मराज प्रसन्न हों' इस उद्देश्यसे 
देवताओं और पितरोंका तर्षण करता है, उसके 
जीवनभरके किये हुए पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जो 
बैशाखकी पूर्णिमाको मणिक (मटका), जलके घड़े, 
पकवान तथा सुवर्णमय दक्षिणा दान करता है, उसे 
अश्वमेधयज्ञका फल मिळता है। 
इस विषयमें एक प्राचीन इतिहास कहा जाता है, 
जिसमे एक ब्राह्मणका महान्‌ बनके भीतर प्रेतोके साथ 
संवाद हुआ था । मध्यदेशमें एक घनरार्मा नामक ब्राह्मण 
रहता था; उसमें पापका लेशमात्र भी नहीं था । एक दिन 
बह कुश आदिके लिये बनमें गया । वहाँ उसने एक 
अद्भुत बात देखी । उसे तीन महाप्रेत दिखायी दिये, जो 
बड़े ही दुष्ट और भयंकर थे। घनशर्मा उन्हें देखकर डर 
गया । उन प्रेतोंके केश ऊपरको उठे हुए थे | लाल-लाल 
आँखें, काले-काले दाँत और सूखा हुआ उनका पेट था। 
धनइार्माने पूछा--तुमलोग कौन हो? यह 


नारकी अवस्था तुम्हें कैसे प्राप्त हुई ? मैं भयसे आतुर 
और दुःखी हूँ, दयाका पात्र हूँ; मेरी रक्षा करे! मैं 
भगवान्‌ विष्णुका दास हूँ, मेरी रक्षा करनेसे भगवान्‌ 
तुमलोगोंका भी कल्याण करेंगे? भगवान्‌ विष्णु 
ब्राह्मणेकि हितैषी हैं, मुझपर दया करनेसे ये तुम्हारे ऊपर 
संतुष्ट होगे । श्रीविष्णुका अलसीके पुष्पके समान श्याम 
वर्ण है, वे पीताम्बरधारी हैं, उनका नाम श्रवण करने- 
मात्रसे सब पार्पोका क्षय हो जाता है। भगवान्‌ आदि 
और अन्तसे रहित, शङ्ख, चक्र एवं गदा धारण 
करनेवाले, अविनाशी, कमलके समान नेत्रोंवाले तथा 
प्रेतोंको मोक्ष प्रदान करनेवाले हैं । 

यमराज कहते हैं--ब्रह्मन्‌! भगवान्‌ विष्णुका 
नाम सुननेमात्रसे बे पिशाच संतुष्ट हो गये । उनका भाव 
पवित्र हो गया। वे दया और उदारताके वशीभूत हो 
गये । ब्राह्मणके कहे हुए बचनसे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई 
थी। उसके पूछनेपर वे प्रेत इस प्रकार बोले । 

ग्रेतोने कहा- विप्र ! तुम्हारे दर्शनमात्रसे तथा 
भगवान्‌ श्रीहरिका नाम सुननेसे हम इस समय दूसरे ही 
भावको प्राप्त हो गये--हमारा भाव बदल गया, हम 
दयालु हो गये। वैष्णव पुरुषका समागम निश्चय ही 
पापोंको दूर भगाता, कल्याणसे संयोग कराता तथा शीघ्र 
ही यशका विस्तार करता है।* अब हमलोगोंका 
परिचय सुनो। यह पहला 'कृतन्न' नामका प्रेत है, इस 
दूसरेका नाम 'निदैबत' है तथा तीसरा मैं हूँ, मेरा नाम 
“अवैशाख' है, मैं तीनोंमें अधिक पापी हूँ। इस प्रथम 
पापीने सदा ही कृता्रता की है; अतः इसके कर्मके 
अनुसार ही इसका 'कृतघ्न' नाम पड़ा है। ब्रह्मन्‌! यह 
पूर्बजन्ममें 'सुदास' नामक द्रोही मनुष्य था, सदा 
कृतघ्रता किया करता था, उसी पापसे यह इस 
अवस्थाको पहुँचा है। अत्यन्त पापी, धूर्त तथा गुरु और 
स्वामीका अहित करनेवाले मनुष्यके लिये भी पापोंसे 


* दएनिनैव ते विप्र नामश्रवणतो हरेः। भावमन्यमनुप्राप्ता बये जाता दयार्वः॥ 
अपाकरोति दुरितं श्रेयः संयोजयत्यपि। यशो विस्तारयत्याशु नूने वैष्णवसङ्गमः ॥ (९४ । ५४-५५) 


५२८ 


० अर्चयस्व इवोकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त परापुराण 


424४५५३४५५ ५४७५५ ६७७७३५५ ३७४७ ३३७३३७७५७२ ७७ ७७७७७७७७७७ ७७७७७७४ ७७०७७७७७७७७७७०७७७७७७७७७ 


छूटनेका उपाय है; परन्तु कृतप्रके लिये कोई प्रायश्ित्त 
नहीं है ।* 

इस दूसरे पापीने देवताओंका पूजन किये बिना ही 

सदा अन्न भोजन किया है, इसने गुरु और ज्राह्मणोंको 
कभी दान नहीं दिया है; इसीलिये इसका नाम “विदैवत' 
हुआ है। यह पूर्वजन्ममें 'हरिवीर' नामसे विख्यात राजा 
था। दस हजार गाँवॉपर इसका अधिकार था । यह रोष, 
अहंकार तथा नास्तिकताके कारण गुरुजनोंकी आज्ञाका 
उल्लड्डन करनेमें तत्पर रहता था। प्रतिदिन पञ्च- 
महायज्ञॉका अनुष्ठान किये बिना ही खाता और 
आह्णोंकी निन्दा किया करता था! उसी पापकर्मके 
कारण यह बड़े-बड़े नरकोंका कष्ट भोगकर इस समय 
'बिदैषत' नामक प्रेत हुआ है। 

“अवैशाख' नामक तीसरा प्रेत मैं हूँ। मै पूर्वजन्ममें 
ब्राह्मण था। मध्यदेशमें मेरा जन्म हुआ था। मेरा नाम 
भी गौतम था और गोत्र भी । मैं 'वासपुर' गाँवमें निवास 
करता था। मैने वैशाख मासमें भगवान्‌ माधवकी 
प्रसन्नताके उद्देश्यसे कभी स्नान नहीं किया। दान और 
हवन भी नहीं किया। विशेषतः वैशाख माससे सम्बन्ध 
रखनेवाला कोई कर्म नहीं किया। वैशाखमें भगवान्‌ 
'मधुसूदनका पूजन नहीं किया तथा विद्वान्‌ पुरुषोंको दान 
आदिसे संतुष्ट नहीं किया। वैशाख मासकी एक भी 

पूर्णिमाको, जो पूर्ण फल प्रदान करनेवाली है, मैंने स्नान, 
दान, शुभकर्म, पूजा तथा पुण्यके द्वारा उसके ब्रतका 
पालन नहीं किया । इससे मेरा सारा वैदिक कर्म निष्फल 
हो गया। मैं “अवैज्ञाख' नामक प्रेत होकर सब ओर 
विचरता हूँ। 
इम तीनेकि प्रेतयोनिमें पड़नेका जो कारण है, वह 
सब मैने तुम्हें बता दिया । अब तुम हमलोगोंका पापसे 
उद्धार करो; क्योंकि तुम विप्र हो । ब्रह्मन्‌ ! पुण्यात्मा 
साधु पुरुष तीथोंसे भी बढ़कर हैं। वे शरणमें आये हुए 
महान्‌ पापियॉको भी नरकसे तार देते हैं । जो मनुष्य सदा 


गङ्गा आदि सम्पूर्ण तीर्थोमें स्नान करता है तथा जो केबल 
साधु पुरुषोंका सङ्ग करता है, उनमें साधु-सङ्ग 
करनेवाला पुरुष ही श्रेष्ठ है । ग अतः तुम मेरा उद्धार करो 
अथवा मेरा एक पुत्र है, जो धनशर्मा नामसे निख्यात है; 
स्वामिन्‌! तुम उसीके पास जाकर ये सब बातें 
समझाओ । हमारे लिये इतना परिश्रम करो । जो दूसरोंका 
कार्य उपस्थित होनेपर उसके लिये उद्योग करता है, उसे 
उसका पूरा फल मिलता है; बह यज्ञ, दान और 
झुभकमेसि भी अधिक फलका भागी होता है। 
यमराज कहते हैं--ब्रह्मन्‌! उस प्रेतका घचन 
सुनकर धनरार्माको बड़ा दुःख हुआ। उसने यह जान 
लिया कि ये मेरे पिता हैं, जो नरकमें पड़े हुए हैं। तब 
बह सर्वथा अपनी निन्दा करते हुए बोला । 
घनशर्माने कहा--स्वामिन्‌ ! मैं ही गौतमका--- 
आपका पुत्र घनशर्मा हूँ। मैं आपके किसी काम न 
आया, मेरा जन्म निरर्थक है। जो पुत्र आलस्य छोड़कर 
अपने पिताका उद्धार नहीं करता, बह अपनेको पवित्र 
नहीं कर पाता । जो इस लोक और परलोकमें भी सुखका 
संतान--विस्तार कर सके, यही संतान या तनय माना 
गया है। इस लोकमें घर्मकी दृष्टिसे पुरुषके दो ही गुरु 
हैं--पिता और माता । इनमें भी पिता ही श्रेष्ठ है; क्योंकि 
सर्वत्र नीजकी ही प्रधानता देखी जाती है । पिताजी ! क्या 
करूँ ? कहाँ जाऊँ ? कैसे आपकी गति होगी ? मैं 
धर्मका तत्त्व नहीं जानता, केवल आपकी आज्ञाका 
पालन करूँगा । 
प्रेत बोला--बेटा ! घर जाओ और यमुनामें 
विधिपूर्वक स्रान करो। आजसे पाँचवें दिन वैशाखकी 
* पूर्णिमा आनेवाली है, जो सब प्रकारकी उत्तम गति प्रदान 
करनेवाली तथा देवता और पितरॉके पूजनके लिये 
उपयुक्त है। उस दिन पितरोंके निमित्त भक्तिपूर्वक 
तिलमिश्रित जल, जलका घड़ा, अन्न और फल दान 
करना चाहिये । उस दिन जो श्राद्ध किया जाता है, वह 


CT vy न अं ni क 
"क अतिपापिनि धूर्ते च गुरुस्वाम्यहितेडपि घा । निष्कृति्वियते निप्र कृतान नस्ति निष्कृतिः ॥ (९४ । ६०) 
+ गङ्गादिसर्ववीर्थेषु यो नरः स्नाति सर्वदा। यः करोति सतां सङ्गं तयोः सत्सङ्गमो वरः ॥ (९४।७६) 


पितरोंको हजार वर्षोतक आनन्द प्रदान करनेवाला होता 
है। जो वैशाखकी पूर्णिमाको विधि-पूर्वक स्नान करके 
दस ब्राह्मणोंको खीर भोजन कराता है, वह सब पापोंसे 
मुक्त हो जाता है। जो धर्मराजकी प्रसन्नताके लिये जलसे 
भरे हुए सात घड़े दान करता है, वह अपनी सात 
पीढ़ियोंको तार देता है। बेटा ! त्रयोदशी, चतुर्दशी तथा 
पूर्णिमाको भक्तिपरायण होकर स्नान, जप, दान, होम 
और श्रीमाधवका पूजन करो और उससे जो फल हो, 
वह हमलोगोंको समर्पित कर दो। ये दोनों प्रेत भी मेरे 
परिचित हो गये हैं; अतः इनको इसी अबस्थामें छोड़कर 
मैं स्वर्गमें नहीं जा सकता । इन दोनोकि पापका भी अन्त 
आ गया है। 
यमराज कहते हैं--जहान्‌ ! 'बहुत अच्छा' 
कहकर वह श्रेष्ठ नाह्मण अपने घर गया और वहाँ जाकर 
उसने सब कुछ उसी तरह किया। वह प्रसन्नतापूर्वक 
परम भक्तिके साथ बैशाख-खान और दान करने लगा । 
वैशाखकी पूर्णिमा आनेपर उसने आनन्दपूर्वक भक्तिसे 
स्नान किया और नहुत-से दान करके उन सबको पृथक्‌- 
पृथक्‌ पुण्य प्रदान किया । उस पवित्र दानके संयोगसे खे 
सब आनन्दमग्न हो विमानपर बैठकर तत्क्षण ही स्वर्गको 
चले गये। 
जाह्यणोंमें श्रेष्ठ घनशर्मा भी श्रुति, स्मृति और 
पुराणोंका ज्ञाता था। वह चिरकाळतक उत्तम भोग 
भोगकर अन्तमें नह्मलोकको प्राप्त हुआ। अतः यह 
वैशञाखकी पूर्णिमा परम पुण्यमयी और समस्त विश्वको 
पवित्र करनेवाली है । इसका माहात्म्य बहुत बड़ा है, 
अतएव मैने संक्षेपसे तुम्हें इसका महत्त्व बतल दिया है । 


जो बैशाख मासमें आतःकाल स्नान करके नियमेकि 
पालनसे विशुद्धचित्त हो भगवान्‌ मघुसूदनकी पूजा करते 
हैं, वे ही पुरुष धन्य हैं, वे ही पुण्यात्मा हैं तथा वे ही 
संसारमें पुरुषार्थके भागी हैं। जो मनुष्य वैशाख मासमे 
सबेरे स्नान करके सम्पूर्ण यम-नियमोसे युक्त हो भगवान्‌ 
लक्ष्मीपतिकी आराधना करता है, यह निश्चय ही अपने 
पापोंका नाश कर डालता है। जो प्रातःकाल उठकर 
श्रीविष्णुकी पूजाके लिये गङ्गाजीके जरूमें डुबकी लगाते 
हैं, उन्हीं पुरुषोने समयका सदुपयोग किया है, वे ही 
मनुष्यॉमें धन्य तथा पापरहितः हैं। बैशाख मासमे 
प्रातःकाल नियमयुक्त हो मनुष्य जब तीर्थमें स्नान करनेके 
लिये पैर बढ़ाता है, उस समय श्रीमाधवके स्मरण और 
नामकीर्तनसे उसका एक-एक पग अश्वमेध-यज्ञके 
समान पुण्य देनेवाला होता है । श्रीहरिके प्रियतम वैशाख 
मासके ब्रतका यदि पालन किया जाय तो यह मेरुपर्वतके 
समान बड़े उग्र पापॉको भी जलाकर भस्म कर डालता 
है। विप्रबर ! तुमपर अनुग्रह होनेके कारण मैंने यह 
असङ्ग संक्षेपसे तुम्हें बता दिया है। जो मेरे कहे हुए इस 
इतिहासको भक्तिपूर्वक सुनेगा, बह भी सब पापोंसे मुक्त 


हो जायगा तथा उसे मेरे ल्लेक---यमलोकमें नहीं आना 5.. 


पड़ेगा। वैशाख मासके त्रतका विधिपूर्वक पालन 


करनेसे अनेकों बारके किये हुए बरह्मह॑त्यादि पाप भी नष्ट , 


हो जाते हैं--यह निश्चित बात है । बह पुरुष अपने तीस 
पीढ़ी पहलेके पूर्वजों और तीस पीढ़ी बादकी संतानोंको 
भी तार देता है; क्‍योंकि अनायास ही नाना प्रकारके कर्म 
करनेवाले भगवान्‌ श्रीहरिको वैशाख मास बहुत ही प्रिय 
है; अतएव वह सब मासोमें श्रेष्ठ है। 


नचे छै ला 


वैशाख-माहात्यके प्रसङ्गमें राजा महीरथकी कथा और यम-ब्राह्मण-संबादका उपसंहार 


यमराज कहते है--ब्रह्मन्‌ ! पूर्वकालकी बात है, 
महीरथ नामसे विख्यात एक राजा थे। उन्हें. अपने 
पूर्वजन्मके पुण्योके फलस्वरूप प्रचुर ऐश्वर्य और संम्पत्ति 
प्राप्त हुई थी। परन्तु सजा राज्यलक्ष्मीका सारा भार 
मन्त्रीपर रखकर स्वयं विषयभोगमें आसक्त हो रहे थे। 


चे न प्रजाकी ओर दृष्टि डालते थे न धनकी ओर। धर्म 
और अर्थका काम भी कभी नहीं देखते थे । उनकी वाणी 
तथा उनका मन कामिनियोंकी क्रीड़ामें ही आसक्त था। 
राजाके पुरोहितका नाम कश्यप था; जब राजाको 
विषयोंमें रमते हुए बहुत दिन व्यतीत हो गये, तब 


६०० 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


पुरोहितने मनमें विचार किया--'जो गुरु मोहबश 
राजाको अधर्मसे नहीं रोकता, वह भी उसके पापका 
भागी होता है; यदि समझानेपर भी राजा अपने पुरोहितके 
चचनोंकी अवहेलना करता है तो पुरोहित निर्दोष हो जाता 
है। उस दशामें राजा ही सारे दोषोंका भागी होता है।' 
यह सोचकर उन्होने राजासे धर्मानुकूल वचन कहा। 
कश्यप बोले--राजन्‌ ! मैं तुम्हारा गुरु हूँ, अतः 
धर्म और अर्थसे युक्त मेरे बचनोंको सुनो । राजाके लिये 
यही सबसे बड़ा धर्म है कि वह गुरुकी आज्ञामें रहे । 
गुरुकी आज्ञाका आंशिक पालन भी राजाओंकी आयु, 
लक्ष्मी तथा सौख्यको बढ़ानेवात्त् है तुमने दानके द्वारा 
कभी ब्रात्मणोंको तृप्त नहीं किया; भगवान्‌ श्रीविष्णुकी 
आराधना नहीं की; कोई व्रत, तपस्या तथा तीर्थ भी नहीं 
किया। महाराज ! कितने खेदकी आत है कि तुमने 
कामके अधीन होकर कभी भगवानके नामका स्मरण 
नहीं किया । अबलाओंकी संगतिमें पड़कर विद्वानोंकी 
संगति नहीं की । जिसका मन ख्ियोंने हर लिया, उसे 
अपनी विद्या, तपस्या, त्याग, नीति तथा विवेकशील 
चित्तसे क्या लाभ हुआ ।* एकमात्र धर्म ही सबसे महान्‌ 
और श्रेष्ठ है, जो मृत्युके नाद भी साथ जाता है। शारीरके 
उपभोगमें आनेबाली अन्य जितनी वस्तुएँ हैं, वे सब यहीं 
नष्ट हो जाती हैं। धर्मकी सहायतासे ही मनुष्य दुर्गतिसे 
पार होता है। राजेन्द्र ! क्या तुम नहीं जानते, मनुष्योंके 
जीवनका विलास जळकी उत्ताल तसङ्गोंके समान चञ्चल 
एवं अनित्य है। जिनके लिये निनय ही पगड़ी और 
मुकुट हैं, सत्य और धर्म ही कुण्डल हैं तथा त्याग ही 
कंगन हैं, उन्हें जड आभूषणोंकी क्या आवश्यकता है। 
मनुष्यके निर्जीव शरीरको ढेले और काठके समान 


पृथ्वीपर फेंक, उसके बन्धु-बान्धब मुँह फेरकर चल देते 
हैं; केवल घर्म ही उसके पीछे-पीछे जाता है । सन कुछ 
जा रहा है, आयु प्रतिदिन क्षीण हो रही है तथा यह 
जीवन भी लुप्त होता जा रहा है; ऐसी अवस्थामें भी तुम 
उठकर भागते क्यों नहीं ? स्त्री-पुत्र आदि कुटुम्ब, शरीर 
तथा द्रव्य-संग्रह--ये सन पराये हैं, अनित्य हैं; किन्तु 
पुण्य और पाप अपने हैं। जब एक दिन सब कुछ 
छोड़कर तुम्हें विवशतापूर्वक जाना ही है तो तुम अनर्थमें 
फँसकर अपने धर्मका अनुष्ठान क्यों नहीं करते ? मरनेके 
बाद उस दुर्गम पथपर अकेले कैसे जा सकोगे, जहाँ न 
'ठहरनेके लिये स्थान, न खानेयोग्य अन्न, न पानी, न 
राहखर्च और न राह बतानेनाला कोई गुरु ही है । यहाँसे 
प्रस्थान करनेके बाद तुम्हारे पीछे कुछ भी नहीं जायगा, 
केबल पाप और पुण्य जाते समय तुम्हारे पीछे-पीछे 
जायेंगे (१. 

अतः अब तुम आलस्य छोड़कर वेदों तथा 
स्मृतियोंमें बताये हुए देश और कुलके अनुरूप 
हितकारक कर्मका अनुष्ठान करो, धर्ममूलक सदाचारका 
सेवन करो। अर्थ और काम भी यदि धर्मसे रहित हों तो 
उनका परित्याग कर देना चाहिये। दिन-रात इन्द्रिय- 
विजयरूपी योगका अनुष्ठान करना चाहिये; क्योंकि 
जितेन्द्रिय राजा ही प्रजाको अपने बशमें रख सकता है। 
लक्ष्मी अत्यन्त प्रगल्भ रमणीके कटाक्षके समान चञ्चल 
होती है, विनयरूपी गुण धारण करनेसे ही वह राजाओंके 
पास दीर्घकालतक ठहरती है। जो अत्यन्त कामी और 
घमंडी हैं, जिनका सारा कार्य निना विचारे ही होता है, 
उन मूढ़चेता राजाओंकी सम्पत्ति उनकी आयुके साथ ही 
नष्ट हो जाती है। व्यसन और मृत्यु--इनमें व्यसनको ही 


+ किं चिद्या कि तपसा किं त्यागेन नयेन वा । कि चिविक्तेन मनसा खीभिर्यस्थ घनो दृतम्‌॥ (९५। १४) 
† मूर्त शरीरमुत्सृज्य जोष्टकाष्ठसमं भुवि | विमुखा बान्धवा यान्ति धर्षस्तमनुगच्छति ॥ 
गम्यमानेषु स्वेषु क्षीयमाणे तथायुषि। जीविते लुप्यमाने च किसुत्थाय न धावसि ॥ 

कुटुम्बं पुत्रदारादि शरीर द्रव्यसञ्चयः । पारक्यमधुवं किन्तु स््ीये सुकृतदुष्कृते ॥ 

यदा सवै परित्यज्य गन्तव्यमवशेन ते। अनर्थे कि प्रसक्तस्त्वं स्वधर्मै नानुतिष्ठसि ॥ 


अविश्राममभक्षयम्बुमपाथेयमदेसिकम्‌, 


। मृतः कान्तारमध्यानं कथमेको गमिष्यसि ॥ 


न हिं त्यो अस्थित किक्चित्‌ पृष्ठतोऽनुगमिष्यति । दुष्कृतं सुकृतं च त्वा यास्पन्तमनुयास्यति ५ (९५) १९-२४) 


पातालखण्ड] + वैज्ञाख-माहात्म्यके प्रसङ्गं राजा महीरथकी कथा और यम-ब्राह्मण-संवादका उपसंहार « 


६०९ 


कष्टदायक बताया गया है। व्यसनमें पड़े हुए राजाकी 
अधोगति होती है और जो व्यसनसे दूर रहता है, वह 
स्वर्गलोकमें जाता है।* व्यसन और दुःख विशेषतः 
कामसे ही उत्पन्न होते हैं; अतः कामका परित्याग करो । 
पापोंमें फँस जानेपर वैभव एवं भोग स्थिर नहीं रहते; वे 
शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। चलते, रुकते, जागते और 
सोते समय भी जिसका चित्त विचारमें संलम्र नहीं रहता 
वह जीते-जी भी मरे हुएके ही तुल्य है । विद्वान्‌ पुरुष 
विषय-चिन्ता छोड़कर समतापूर्ण, स्थिर एवे व्यावहारिक 
युक्तिसे परमार्थका साधन करते हैं। जीवका चित्त 
बालककी भाँति चपळ होता है; अतः उससे बलपूर्वक 
काम लेना चाहिये। राजन्‌! धर्मके तत्त्वदर्शी वृद्ध 
पुरुषोंकी बुद्धिका सहारा ले पराबुद्धिके द्वारा अपने 
कुपथगामी चित्तको वशमें करना चाहिये । लौकिक धर्म, 
मित्र, भाई-बन्धु, हाथ-पैरेंका चलाना, देशान्तरमें जाना, 
शरीरसे कृश उठाना तथा तीर्थके लिये यल करना आदि 
कोई भी परमपदकी प्रापिमै सहायता नहीं कर सकते; 
केवल परमात्मामें मन लगाकर उनका नाम-जप करनेसे 
ही उस पदकी प्राप्ति होती है। 
इसलिये राजन्‌ ! विद्वान्‌ पुरुषको उचित है कि वह 
विषयोंमें प्रवृत्त हुए चित्तको रोकनेके लिये यल करे। 
यत्नसे वह अवश्य ही बशमेँ हो जाता है । यदि मनुष्य 
मोहमें पड़ जाय--स्वयं बिचार करनेमें असमर्थ हो जाय 
तो उसे विद्वान्‌ सुद्ददोके पास जाकर भ्रश्न करना चाहिये । 
वे पूछनेपर यथोचित कर्तव्यका उपदेश देते हैं। 
कल्याणकी इच्छा रखनेवालेको हर एक उपाथसे काम 
और क्रोधका निग्रह करना चाहिये; क्योंकि ये दोनों 
कल्याणका विघात करनेके लिये उद्यत रहते हैं । राजन्‌! 
काम बड़ा बलवान्‌ है; वह शरीरके भीतर रहनेवाला 
महान्‌ झत्रु है। श्रेयकी अभिलाषा रखनेवारे पुरुषको 
उसके अधीन नहीं होना चाहिये। अतः विधिपूर्वक 
पालन किया हुआ धर्म ही सबसे श्रेष्ठ है। इसलिये तुम 
धैर्य धारण करके धर्मका ही आचरण करो। यह श्वास 


बड़ा चञ्चल है, जीवन उसीके अधीन है। ऐसी स्थितिमें 
भी कौन मनुष्य धर्मे आचरणमें विलम्ब करेगा। 
राजन्‌ ! जो वृद्धावस्थाको प्राप्त हो चुका है, उसका चित्त 
भी इन निषिद्ध विषयॉकी ओरसे नहीं हरता; हाय ! यह 
कितने शोककी बात है । पृथ्वीनाथ ! इस कामके मोहमें 
पड़कर तुम्हारी सारी उप्र व्यर्थ नीत.गयी, अब भी तो 
अपने हित-साधनमें लगो। राजन्‌। तुम्हारे लिये 
सर्वोत्तम हितकी बात कहता हूँ; क्योंकि मैं तुम्हारा 
पुरोहित और तुम्हारे भळे-बुरे कर्मोका भागी हूँ। 
मुनीश्वरोने ब्रह्महत्या, सुरापान, चोरी, गुरुपत्रीगमन आदि 
महापातक बताये हैं; उनमेंसे मनुष्योंद्वारा मन, वाणी और 
शरीरसे भी किये हुए जो पाप हैं, उन्हें वैशाख मास नष्ट 
कर देता है । जैसे सूर्य अन्धकारका नाश करता है, उसी 
प्रकार वैशाख मांस पापरूपी महान्‌ अन्धकारको सर्वथा 
नष्ट कर डालता है। इसलिये तुम विधिपूर्वक वैशाख- 
ब्रतका पालन करो। राजन्‌! मनुष्य वैशाख मासकी 
विधिके अनुष्ठानद्वारा होनेवाले पुण्यके प्रभावसे 
जन्मभरके किये हुए घोर पापॉका परित्याग करके 
परमधामको प्राप्त होता है । इसलिये महाराज ! तुम भी 
इस वैशाख मासमें प्रातःस्त्रान करके विधिपूर्वक भगवान्‌ 
मधुसूदनकी पूजा करो। जिस प्रकार कूटने-छाँटनेकी 
क्रियासे चाबलकी भूसी छूट जाती है, माँजनेसे ताँबेकी 
'कालिख मिट जाती है, उसी प्रकार शुभ कर्मका अनुष्ठान 
करनेसे पुरुषके अन्तःकरणका मल घुल जाता है। 
राजाने कहा--सौम्य स्वभाववाले गुरुदेव ! 
आपने मुझे बह अमृत पिलाया, जिसका आविर्भाव 
समुद्रसे नहीं हुआ है। आपका वचन संसाररूपी रोगका 
निवारण तथा दुर्व्यसनोंसे मुक्त करनेवाला द्रव्यभित्र 
औषध है। आपने कृपा करके मुझे आज इस औषधका 
पान कराया है। विभ्रबर । सप्पुरुषोंका समागम 
मनुष्योंको हर्ष प्रदान करनेवाली, उनके पापको दूर 
भगानेवाली तथा जरा-मृत्युका अपहरण करनेवाली 
संजीवनी खूटी है। इस पृथ्वीपर जो-जो मनोरथ दुर्लभ 


* व्यसनस्य च मृत्योश्च व्यसनं कष्टमुच्यते । व्यसन्यधोऽधो ब्रजति स्वर्यात्यव्यसनी नृपः॥ (९५ । ३९) 


६०२ 


० आर्ययस्व इषीकेशे यदीच्छसि परं पदम्‌ « 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


माने गये हैं, वे सन यहाँ साधु पुरुषॉके सङ्गसे प्राप्त हो 
जाते हैं। जो पापॉका अपहरण करनेवाली सस्सङ्गकी 
गाङ्गामें स्नान कर चुका है, उसे दान, तीर्थसेवन, तपस्या 
तथा यज्ञ करनेकी क्या आवश्यकता है।* प्रभो! 
आजके पहले मेरे मनमें जो-जो भाव उठते थे, वे सब 
केबल काम-सुखके प्रति लोभ उत्पन्न करनेवाले थे; 
परन्तु आज आपके दर्शनसे तथा वचन सुननेसे उनमें 
विपरीत भाव आ गया। मूर्ख मनुष्य एक जन्मके सुखके 
लिये हजारों जन्मोंका सुख नष्ट करता है और विद्वान्‌ 
पुरुष एक जन्मसे हजारों जन्म बना लेते हैं। हाय ! 
हाय ! कितने खेदकी बात है कि मुझ मूर्खने अपने 
मनको सदा कामजनित रसके आस्वादन-सुखमें ही 
'फँसाये रखनेके कारण कभी कुछ भी आत्म-कल्याणका 
कार्य नहीं किया। अहो ! मेरे मनका कैसा मोह है, 
जिससे मैने ख्नियोके फेरमें पड़कर अपने आत्माकी घोर 
बिपत्तिमें डाल दिया, जिसका भविष्य अत्यन्त दुःखमय 
है तथा जिससे पार पाना बहुत कठिन है। भगवन्‌ ! 
आपने स्वतः संतुष्ट होकर अपनी बाणीसे आज मुझे मेरी 
“स्थितिका बोध करा दिया । अब उपदेश देकर मेरा उद्धार 
कीजिये । पूर्वजन्ममें मैंने कोई पुण्य किया था, जिससे 
आपने मुझे बोध कराया है । विशेषतः आपके चरणोंकी 
घूलिसे आज मैं पवित्र हो गया । वक्ताओमें श्रेष्ठ ! अब 
आप मुझे वैशाख मासकी विधि बताइये। 

'कश्यपजी बोले--राजन्‌ ! बुद्धिमान्‌ पुरुषको 
चाहिये कि यह बिना पूछे अथवा अन्यायपूर्वक पूछनेपर 
किसीको उपदेश न दे । लोकमें जानते हुए भी जडवत्‌ 
अनजानकी भाँति आचरण करे।† परन्तु विद्वानों, 
झिष्यों, पुत्रों तथा श्रद्धालु पुरुषोंको उनके हितकी बात 

कृपापूर्वक बिना पूछे भी बतानी चाहिये ।‡ रजन्‌! इस 
समय तुम्हारा मन घर्ममें स्थित हुआ है, अतः तुम्हें 


वैज्ञाख-स्त्रानके उत्तम त्रतका पालन कराऊँगा । 
तदनन्तर पुरोहित कश्यपने राजा महीरथसे वैशाख 
मासमें स्नान, दान और पूजन कराया । शास्त्रमें वैशाख- 
स्रानकी जैसी विधि उन्होंने देखी थी, उसका पूरा-पूरा 
पालन कराया । राजा महीरथने भी गुरुकी प्रेरणासे उस 
समय विधिपूर्वक सब नियमोंका पालन किया तथा 
माधव मासका जो-जो विधान उन्होंने बताया, वह सब 
आदरपूर्वक सुना । उन नृपश्रेष्ठने प्रातःकाल स्थान करके 
भक्ति-भावके साथ पाद्य और अर्घ्य आदि देकर 
श्रीहरिका पूजन किया तथा नैवेद्य भोग लगाया । 
यमराज कहते हैं--ब्रह्मन्‌! तत्पश्चात्‌ राजाके 
ऊपर कालकी दृष्टि पड़ी । अधिक मात्रामें रतिका सेवन 
करनेसे उन्हें क्षयका रोग हो गया था, जिससे उनका 
शरीर अत्यन्त दुर्बल हो गया; अन्ततोगत्वा उनकी मृत्यु 


* हर्षप्रदो नृणां 


चापहानिकृत्जीवनौषघम्‌। जरामृत्युहरो विप्र सद्धिः सह समागमः ॥ 


याति यानि दुरापाति वाञ्छितानि महीतले । प्राप्यन्ते तानि तान्येव साधुनापीह संगभात्‌॥ 
अः स्नातः पापहरया साधुसंगमगङ्गया । किं तस्य दानैः कि तीर्थैः कि तपोभिः किमध्वरैः ॥ (९६।३--५) 


नापृष्टः कस्यचिद्‌ ब्रूयात्र चान्यायेन पृच्छतः | जानत्रपि 


डं बिदुषामथ शिष्याणां पुत्राणाँ च कृपावता । अपृष्टमपि 


हि मेधावी जडवल्लोक आचरेत्‌॥ (९६। १७) 


वक्तव्यं श्रेयः श्रद्धावतौ हिंतम्‌॥ (९६। १८) 


पातालखण्ड ]५ दैझाख-पाहात्म्यके प्रसङ्गमें राजा महीरथकी कथा और यम-ब्राह्मण-संबादका उपसंहार « 


६०३ 


हो गयी। उस समय मेरै तथा भगवान्‌ विष्णुके दूत भी 
उन्हें लेने पहुँचे । विष्णुदूतोंने “ये राजा धर्मात्मा है' यों 
कहकर मेरे सेवकोंको डाँटा और स्वयं राजाको विभानपर 
बिठाकर बे वैकुण्ठलोकमें ले गये। वैशाख मासमें 
आतःकारू स्नान करनेसे राजाका पातक नष्ट हो चुका 
था। भगवान्‌ विष्णुके दूत अत्यन्त चतुर होते हैं; वे 
भगवानकी आज्ञाके अनुसार राजा महीरथको नरक- 
मार्गके निकटसे ले चले। जाते-जाते राजाने नरकमें 
पकाये जानेके कारण घोर चीत्कार करनेवाले नारकीय 
जीवोंका आर्तनाद सुना। कड़ाहमें डालकर औंराये 
जानेवाले पापियोंका क्रन्दन बड़ा भयंकर था । सुनकर 
राजाको बड़ा विस्मय हुआ। वे अत्यन्त दुःखी होकर 
दूतोंसे बोले--'जीवोंके कराहनेकी यह भयंकर आवाज 
क्यों सुनायी दे रही है ? इसमें क्या कारण है ? आपलोग 
सब खातें बतानेकी कृपा करें ।' 
बिष्णुदूत बोले--जिन प्राणियोंने धर्मकी 
मर्यादाका परित्याग किया है, जो पापाचारी एवं पुण्यहीन 
हैं, बे तामिख आदि भयंकर नरकोंमें डाले गये हैं । पापी 
मनुष्य आण-त्यागके पश्चात्‌ यमलोकके मार्गमें. आकर 
भयानक दुःख भोगते हैं। यमराजके भयंकर दूत उन्हें 
इधर-उधर घसीरते हैं और वे अन्धकारमें गिर पड़ते हैं । 
उन्हें आगमें जलाया जाता है। उनके शरीरमें काँटे 
चुभाये जाते हैं। उनको आरीसे चीरा जाता है तथा वे 
भूख-प्याससे पीड़ित रहते हैं । पीब और रक्तकी दुर्गन्धके 
कारण उन्हें बार-बार मूर्च्छा आ जाती है। कहीं वे 
खौलते हुए तेलमें औंटाये जाते हैं; कहीं उनपर 
मूसलोकी मार पड़ती है और कहीं तपाये हुए लोहेकी 
शिलाओंपर डालकर उन्हें पकाया जाता है। कहीं वमन, 
कहीं पीन और कहीं रक्त उन्हें खानेको मिलता है। 
मुर्दोकी दुर्गन्धसे भरे हुए करोड़ों नरक हैं, जहाँ 'शरपत्र' 
बन है, 'शिलापात'के स्थान हैं (जहाँ पापी शिलाऑपर 
पटके जाते हैं) तथा वहाँकी समतल भूमि भी आगसे 
तपी होती है। इसके सिवा गरम लोहेके, खौलते हुए 


तेलके, मेदाके, तपे हुए स्तम्भके तथा कूट-झाल्मलि 
नामके भी नरक हैं । छूरे, काँटे, कील और उप्र ज्चालाके 
कारण क्षोभ एवं भय उत्पन्न करनेवाले बहुत-से नरक 
हैं। कहीं तपी हुई वैतरणी नदी है । कहीं पीबसे भरें हुए 
अनेकों कुण्ड हैं। इन सबमें पृथक्‌-पृथक्‌ पापियोंको 
डाला जाता है। कुछ नरक ऐसे हैं, जो जंगलके रूपमें 
हैं; बहाँके पत्ते तलवारकी घारके समान तीखे हैं । इसीसे 
उन्हें 'असिपत्रवन' कहते हैं; वहाँ प्रवेश करते ही 
नर-नारियोंके शरीर कटने और छिलने गते हैं । कितने 
ही नरक घोर अन्धकार तथा आगकी लपटोके कारण 
अत्यन्त दारुण प्रतीत होते हैं। इनमें बार-बार यातना 
भोगनेके कारण पापी जीव नाना प्रकारके स्वरोंमें रोते 
और विलाप करते हैं। राजन्‌! इस प्रकार ये शास्त्र- 
विरुद्ध कर्म करनेवाले पापी जीव कराहते हुए 
नस्कयातनाका कष्ट भोग रहे हैं। उन्हींका यह क्रन्दन हो 
रहा है। सभी प्राणियोंको अपने पूर्वकृत कर्मोंका भोग 
भोगना पड़ता है । परायी स्त्रियॉंका सङ्ग प्रसन्नताके लिये 
किया जाता है, किन्तु वास्तवमें वह दुःख ही देनेवाला 
होता है। दो घड़ीतक किया हुआ विषय-सुखका 
आस्वादन अनेक कल्पॉतक दुःख देनेवाला होता है। 
राजेनद्र ! तुमने वैशाख मासमें प्रातःस्त्रान किया है, 
उसकी विधिका पालन करनेसे तुम्हारा शरीर पावन बन 
गया है । उससे छूकर बहनेवाली वासुका स्पर्श पाकर ये 
क्षणभरके लिये सुखी हो गये हैं । तुम्हारे तेजसे इन्हें बडी 
तृप्ति मिल रही है। इसीसे अन ये नरकवर्ती जीव 
कराहना छोड़कर चुप हो गये हैं। पुण्यनानोंका नाम भी 
यदि सुना या उच्चारण किया जाय तो नह सुखका साधक 
होता है तथा उसे छूकर चलनेवाली वायु भी शरीरमें 
रुगनेपर बड़ा सुख देती है ।* 

यमराज कहते हैं--करुणाके सागर राजा महीरथ 
अद्भुत कर्म करनेवाले भगवान्‌ श्रीबिष्णुके दूतोंकी 
उपर्युक्त बात सुनकर द्रवित हो उठे। निश्चय ही साधु 
पुरुषोंका हृदय मक्खनके समान होता है। जैसे नवनीत 


* नामापि पुण्यशीलानां श्रुतं सौख्याय कीर्तितम्‌ । जायते तद्रुःस्र्शवायुः स्पर्शसुखावहः ॥ (९७। २७) 


६०४ 


* अर्चयस्व हषोकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


आगकी आँच पाकर पिघल जाता है, उसी प्रकार साधु 
पुरुषोंका हृदय भी दूसरोके संतापसे संतप्त होकर द्रवित 
हो उठता है। उस समय राजाने दूतोंसे कहा । 
राजा बोले--इन्हें देखकर मुझे बड़ी व्यथा हो 
रही है। मैं इन व्यथित प्राणियोंको छोड़कर जाना नहीं 
चाहता । मेरी समझमें सबसे बड़ा पापी वही है, जो 
समर्थ होते हुए भी वेदनाग्रस्त जीवोंका शोक दूर न कर 
सके । यदि मेरे शरीरको छूकर बहनेवाली वायुके स्पर्शसे 
ये जीव सुखी हुए हैं तो आपलोग मुझे उसी स्थानपर 
ले चलिये; क्योंकि जो चन्दनवक्षकी भाँति दूसरोंके ताप 
दूर करके उन्हें आह्वादित करते हैं तथा जो परोपकारके 
लिये स्वयं कष्ट उठाते हैं, वे ही पुण्यात्मा हैं। संसारमें 
वे ही संत हैं, जो दूसरोंके दुःखका नाश करते हैं तथा 
पीड़ित जीवोंकी पीड़ा दूर करनेके लिये जिन्होंने अपने 
आर्णोको तिनकेके समान निछावर कर दिया है। जो 
मनुष्य सदा दूसरोकी भलाईके लिये उद्यत रहते हैं, 
उन्होंने ही इस पृथ्वीको धारण कर रखा है । जहाँ सदा 
अपने मनको ही सुख मिलता है, वह स्वर्ग भी नरकके 
ही समान है; अतः साधु पुरुष सदा दूसरोके सुखसे ही 
सुखी होते हैं। यहाँ नरकमें गिरना अच्छा, प्राणोंसे 
वियोग हो जाना भी अच्छा; किन्तु पीड़ित जीवोंकी 
पीड़ा दूर किये निना एक क्षण भी सुख भोगना अच्छा 
नहीं है।* 
दूत बोले--राजन्‌ ! पापी पुरुष अपने कर्मोका ही 
फल भोगते हुए भयंकर नरकमें पकाये जाते हैं । जिन्होंने 
दान, होम अथवा पुण्यतीर्थमें स्नान नहीं किया है; 
मनुष्यॉका उपकार तथा कोई उत्तम पुण्य नहीं किया है; 
यज्ञ, तपस्या और प्रसन्नतापूर्वक भगवन्नामोंका जप नहीं 


किया है, वे ही परलोकमें आनेपर घोर नरकोंमें पकाये 
जाते हैं। जिनका शील-स्वभाव दूषित है, जो दुसचारी, 
व्यवहारमें निन्दित, दूसरोंकी बुराई करनेवाले एवं पापी 
हैं, वे ही नरकोंमें पड़ते हैं। जो पापी अपने मर्मभेदी 
बचनोंसे दूसरोंका हृदय विदीर्ण कर डालते हैं तथा जो 
परायी स्त्रियोके साथ विहार करते हैं, वे नरकोंमें पकाये 
जाते हैं। महाभाग भूपाल ! आओ, अब भगवानके 
घामको चलें। तुम पुण्यवान्‌ हो, अतः अब तुम्हारा यहाँ 
ठहरना उचित नहीं है । 

राजाने कहा--बिष्णुदूतगण ! यदि मैं पुण्यात्मा 
हूँ तो इस महाभयंकर यातनामार्गमें कैसे लाया गया ? 
मैने कौन-सा पाप किया है तथा किस पुण्यके प्रभावसे 
मैं विष्णुधामको जाऊँगा ? आपलोग मेरे इस संशयका 
निवारण करें। 

दूत बोले--राजन्‌ ! तुम्हारा मन कामके अधीन 
हो रहा था; इसलिये तुमने कोई पुण्य, यज्ञानुष्टान अथवा 
यज्ञावशिष्ट अन्नका भोजन नहीं किया है । इसीलिये तुम्हें 
इस मार्गसे लाया गया है। किन्तु लगातार तीन वर्षोतक 
तुमने अपने गुरुकी प्रेरणासे वैशाख मासमें विधिपूर्वक 
आआतःस्रान किया है तथा महापापों और अतिपापोंकी 
राशिका विनाश करनेवाले भक्तवत्सल, विश्वेश्वर भगवान्‌ 
मधुसूदनकी भक्तिपूर्वक पूजा की है। यह सन पुण्योँका 
सार है। केवल इस एक ही पुण्यसे तुम देवताओंद्वारा 
पूजित होकर श्रीविष्णुधामको ले जाये जा रहे हो। 
नरेश्वर ! जैसे एक ही चिनगारी पड़ जानेसे तिनकॉकी 
राशि भस्म हो जाती है, उसी प्रकार चैशाखमें प्रातःसतरान 
करनेसे पापराशिका विनाश हो जाता है। जो वैशाखमें 
शाखोक्त नियमोंसे युक्त होकर स्नान करता है, वह 


ओ परतापच्छिदो ये तु चन्दना इव चन्दनाः । परोपकृतये ये तु पीड्यन्ते कृतिनो हि ते॥ 
सन्त्रस्त एबं ये लोके परदुःखविदारणाः । आर्तानामार्तिनाशार्थ प्राणा येषां तृणोपमाः ॥ 
तैरियं धार्यते भूमिर्नरैः परहितोद्यतैः । मनसो यत्सुखं नित्यं स॒ स्वर्गो नरकोपमः ॥ 
तस्मात्परसुखेनैव साधवः सुखिनः सदा। बरं निंरयपातोऽत्र वर प्राणनियोजनम्‌॥ 

न पुनः क्षणमार्तानामार्तिनाशमृते सुखम्‌॥ 


९९७॥ ३२-३५) 


यातारुखण्ड ]» वैशाख-माहात्म्यके प्रसज्ठमें राजा महीरथकी कथा और यय-आहाण-संादका उपसंहार « 


हरिभक्त पुरुष अतिपापेकि समूहसे छुटकारा पाकर 
विष्णुपदको प्राप्त होता है ।* 
यमराज कहते हैं--त्रह्मनू! तब दयासागर 
राजाने उन जीवॉके शोकसे पीड़ित हो भगवान्‌ 
श्रीविष्णुके दूतोंसे विनयपूर्वक कहा--“साधु पुरुष प्राप्त 
हुए ऐश्वर्यका, गुणोंका तथा पुण्यका यही फल मानते हैं 
कि इनके द्वारा कष्टमें पडे हुए जीवोंकी रक्षा को जाय । 
यदि मेरा कुछ पुण्य है तो उसीके प्रभावसे ये नरकमें पड़े 
हुए जीव निष्पाप होकर स्वर्गको चले जायं और मैं इनकी 
जगह नरकमें निवास करूँगा।' राजाके ऐसे वचन 
सुनकर श्रीविष्णुके मनोहर दूत उनके सत्य और 
उदारतापर विचार करते हुए इस प्रकार बोले-- 
“रजन्‌! इस दयारूप धर्मके अनुष्ठानसे तुम्हारे संचित 
धर्मकी विशेष वृद्धि हुई है । तुमने वैशाख मासमें जो 
ज्ञान, दान, जप, होम, तप तथा देवपूजन आदि कर्म 
किये हैं, वे अक्षय फल देनेवाले हो गये । जो वैशाख 
मासमें स्त्रान-दान करके भगवानका पूजन करता है, वह 
सब कामनाओंको प्राप्त होकर श्रीविष्णुघामको जाता है। 
एक ओर तप, दान और यज्ञ आदिकी शुभ क्रियाएँ, और 
एक ओर विधिपूर्वक आचरणमें लाया हुआ वैशाख 
मासका ब्रत हो तो यह वैशाख मास ही महान्‌ है। 
राजन्‌! बैशाख मासके एक दिनका भी जो पुण्य है, वह 
तुम्हारे लिये सत्र दानोंसे बढ़कर है। दयाके समान धर्म, 
दयाके समान तप, दयाके समान दान और दयाके समान 
कोई मित्र नही है ।† पुण्यका दान करनेवाला मनुष्य सदा 
'लाखगुना पुण्य प्राप्त करता है। विशेषतः तुम्हारी दयाके 
कारण धर्भकी अधिक वृद्धि हुई है । जो मनुष्य दुःखित 
आणियोंका दुःखसे उद्धार करता है, वही संसारमें 
पुण्यात्मा है। उसे भगवान्‌ नारायणके अंशसे उत्पन्न 


* भक्त्या सम्पूजितो विष्णुर्विश्वेशो मधुसूदनः । महापापातिपापौघनिहन्ता 


सर्बैकसारेण 


समझना चाहिये। वीर ! वैशाख मासकी पूर्णिमाको 
तीर्थमें जाकर जो तुमने सब पापॉका नाश करनेवाला 
स्त्रान-दान आदि पुण्य किया है, उसे विधिवत्‌ भगवान्‌ 
औहरिको साक्षी बनाकर तीन बार प्रतिज्ञा करके इनः 
पापियोके लिये दान कर दो, जिससे ये नरकसे 
निकलकर स्वर्गको चले जायें । हमारा तो ऐसा विश्वास 
है कि पीड़ित जन्तुओंको शान्ति प्रदान करनेसे जो 
आनन्द मिलता है, उसे मनुष्य स्वर्ग और मोक्षमें भी नहीं 
पा सकता । सौम्य ! तुम्हारी बुद्धि दया एवं दानमे दृढ़ है, 
इसे देखकर हमलोगोंको भी उत्साह होता है। राजन्‌! 
यदि तुम्हें अच्छा जान पड़े तो अथ बिना विलम्ब किये 
इन्हें बह पुण्य प्रदान करो, जो नरकयातनाके दुःखको 
दग्ध करनेबात्त्र है ।' 

विष्णुदूतोके यों कहनेपर दयालु राजा महीरथने 
भगवान्‌ गदाधरको साक्षी बनाकर तीन बार अतिज्ञापूर्वक 
संकल्प करके उन पापियेकि लिये अपना पुण्य अर्पण 
किया। वैशाख मासके एक दिनके ही पुण्यका दान 
करनेपर वे सभी जीव यम-यातनाके दुःखसे मुक्त हो 
गये। फिर अत्यन्त हर्षमें भरकर वे श्रेष्ठ विमानपर 
आरूढ़ हुए और राजाकी प्रशंसा करते हुए उन्हे प्रणाम 
करके स्वर्गको चले गये। इस दानसे राजाको विशेष 
पुण्यकी प्राप्ति हुई । मुनियों और देबताओंका समुदाय 
उनकी स्तुतिं करने लगा तथा चे जगदीश्वर श्रीजिष्णुके 
पार्षदेद्वारा अभिनन्दित होकर उस परमपदको प्राप्त हुए, 
जो बड़े-बड़े योगियोके लिये भी दुर्लभ है। 

द्विजश्रेष्ठ ! यह वैशाख मास और पूर्णिमाका कुछ 
माहात्म्य यहाँ थोड़ेमें बतलाया गया। यह धन, यश, 
आयु तथा परम कल्याण प्रदान करनेवाला है। इतना ही 
नहीं, इससे स्वर्ग तथा रूक्ष्मीकी भी प्राप्ति होती है। यह 


मधुसूदनः ॥ 


पुनस्तेनैकेन नरेश्वर । नीयसे विष्णुभवर्म पूज्यमानो मरुदषणैः ॥ 


अधैब विस्फुलिङगेन ज्वाल्यते तृणसञ्चयः । प्रातःस्नानेन वैशाखे तथाघौधो नरेश्वर ॥ 


चैशाखे मासि यो युक्तो यथोक्तनियमैर्नरः । हरिभक्तोउतिपापौचैरमुक्तो5च्युतपद॑ 


वैन दयासदूशो मों न दयासद्शै तपः।न दयासद्शै दाने न दयासदृशः सखा ॥ 


जेत्‌ ॥ 
(९७। ४६, ४७, ४८, ५०) 
(९८। १५) 


६०६ 


2०७०९००७०७००९०००७०७०००७०००-०९०००००००३:९०००००००००००००००००९००००७७००००००५०००००००००००००७०७००००७०००:५०५५०००७००० 


* अर्चयस्व ह॒वीकेश यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


१ संक्षिप्त फश्चपुराण 


प्रशंसनीय माहात्म्य अन्तःकरणको शुद्ध करनेवाला और 
भापॉको धो डालनेवाल्म हे । माधव-मासका यह माहात्य 
भगवान्‌ माधवको अत्यन्त प्रिय है । राजा महीरथका 
चरित्र और हम दोनोंका मनोरम संवाद सुनने, पढ़ने तथा 
विधिपूर्वक अनुमोदन करनेसे मनुष्यको भगवानको भक्ति 
प्राप्त होती है, जिससे समस्त क्लेशोंका नाश हो जाता है । 
सूतजी कहते हैं--धर्मरजकी यह बात सुनकर 


वह ब्राह्मण उन्हें प्रणाम करके चला गया। उसने 
भूतलपर प्रतिवर्ष स्वयं तो वैश्ाख-स्नानकी विधिका 
पालन किया ही, दूसरोंसे भी कराया। यह ब्राह्मण और 
यमका संवाद मैंने आपलोगॉसे वैशाख मासके पुण्यमय 
स्न्रानके प्रसद्भमें सुनाया है! जो एकचित्त होकर वैशाख 
मासके माहात्म्यका श्रषण करता है, बह सब पापोंसे 
मुक्त होकर श्रीविष्णुके परमपदको प्राप्त होता है । 


आन जर सन 


भगवान्‌ श्रीकृष्णका ध्यान 


ऋषि खोले--महाप्राज्ञ सूतजी ! आपका हृदय 
अत्यन्त करुणापूर्ण है; आपने कृपा करके ही पापनाशक 
वैशाख-माहात्यका वर्णन किया है। अब इस समय हम 
भक्तगणोंके प्रिय परमात्मा श्रीकृष्णका ध्यान सुनना 
चाहते हैं, जो भवसागरसे तारनेवाला है । 

सूतजीने कहा--मुनियो ! वृन्दावनमें विचरने- 
बाले जगदात्मा श्रीकुष्णके, जो गौओं, ग्वालों और 
गोपियोके प्राण है, ध्यानका वर्णन आप सब लोग 
सुनें। द्विजवरो ! एक समय महर्षि गौतमने देवर्षि 
नारदजीसे यही खात पूछी थी । नारदजीने उनसे जिस 
पापनाशक घ्यानका वर्णन किया था, वही मैं आप- 
ल्त्रेगोंको बताता हूँ। 

नारदजी कहते हैं-- 
सुमनप्रकरसौरभो डल्तिमाध्विकाहुल्लस- 

त्सुझास्थिनवपरुरूवप्रकरनप्रशोेभायुतम्‌ । 


स्मरेत सततं सिवं सितमतिः सुवृन्दायनम्‌॥ 

ध्यान करनेवाले मनुष्यको सदा शुद्धचित्त होकर 

हरे उस परम कल्याणमय सुन्दर वृन्दावनका चिन्तन 

करना चाहिये, जो फूलेकि समुदाय, मनोहर सुगन्ध और 

बहते हुए मकरन्द आदिसे सुशोभित सुन्दर-सुनदर वृक्षोके 

नूतन पल्लवोंसे झुका हुआ चोमा पा रहा है तथा खिली 
हुई नवल मञरियों और छूलित लताओंसे आवृत है । 

अवार्लनवपल्स्त्र्व॑ मरकतच्छद॑ मौक्तिक- 

अभाप्रकरकोरकं कमलरागनानाफल्म्‌ । 


स्थविष्ठमखिलर्तुभिः सततसेवितं कामदं 
तदन्तरपि कल्पका्ध्रिपसुदञ्चिते चिन्तयेत्‌॥ 
डस बनके भीतर भी एक कल्पवृक्षका चिन्तन करे, 
जो बहुत ही मोटा और ऊँचा है, जिसके नये-नये पल्लव 
मूँगेके समान लाल हैं, पत्ते मरकत मणिके सद्श नीले है, 
कलिकाएँ, मोतीके प्रभा-पुञ्जकी भाँति शोभा पा रही हैं 
और नाना प्रकारके फल पद्मराग मणिके समान जान पड़ते 
हैं। समस्त ऋतुएँ, सदा ही उस वृक्षकी सेवामें रहती हैं 
तथा वह सम्पूर्ण कामनाओंको पूर्ण करनेवाला है । 
सुहेमशिखराचले उदितभानुवद्धासुरा- 
मध्योऽस्य कनकस्थलीममृतशीकरासारिणः । 
अदीप्तमणिकुष्टिमां कुसुमरेणुपुञ्जोज्ज्वलो 
स्मरेत्पुनरतन्द्रि्तो खिंगतषद्तरङ्गां बुध: ॥ 
फिर आलस्यरहित हो विद्वान्‌ पुरुष धारावाहिकरूपसे 
अमृतकी बूँदें बरसानेवाले उस कल्पवृक्षके नीचे सुवर्णमयी 
चेदीकी भावना करे, जो मेरु गिरिपर उगे हुए सूर्यकी भाँति 
प्रभासे उद्धासित हो रही है, जिसका फर्श जगमगाती हुई 
मणियोंसे बना है, जो फूलॉंके पणग-पुञ्जसे कुछ धवल 
चर्णकी हो गयी है तथा जहाँ क्षुधा-पिपासा, शोक-मोह और 
जरा-मृत्यु- ये छः ऊर्मियाँ नहीं पहुँचने पाती । 
तद्रललकुङ्टिमनिविष्टमहिष्ठयोग- 
पीठेऽष्टपत्रमरूणं कमलं खिचिन्त्य । 
उद्यद्विरोच्ननसरोचिरमुष्य मध्ये 
सँचिन्तयेत्‌ सुखनिविष्टमथो मुकुन्दम्‌ ॥ 
उस रलमय फर्शपर रखे हुए एक विशाल योग- 


* भगवान्‌ श्रीकृष्णका ध्यान + 


पीठके ऊपर लाल रंगके आष्टदल कमलका चिन्तन 
करके उसके मध्यभागमें सुखपूर्वक बैठे हुए भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका ध्यान करे, जो अपनी दिव्य प्रभासे 
उदयकालीन सूर्यदेवकी भाँति देदीप्यमान हो रहे हैं। 
सुत्रामहेतिदलिताखनपे धपुखा- 
अत्यश्रनीलजलजन्मसमानभासम्‌ ॥ 
सुर्रिग्थनीलघनकुञ्चितकेराजालं 
राजन्भनोज्ञञझितिकण्ठशिखण्ड्चूडम्‌॥ 
भगवानके श्रीविग्रहकी आभा इन्द्रके वञ्जसे विदीर्ण 
हुए कज्जलगिरि, मेघोंकी घरा तथा नूतन नील-कमलके 
समान श्याम रंगकी है; श्याम मेघके सदृश काले-काले 
घुँघराले केश-कलाप बड़े ही चिकने हैं तथा उनके 
मस्तकपर मनोहर मोर-पंखका मुकुट शोभा पा रहा है । 
रोलम्बलालितसुरदुमसूनसम्प- 
द्युक्ते समुत्कचनखोत्पलकर्णपूरम्‌ । 
लोलालिभिः स्फुरितभालतलप्रदीसत- 
'गोरोचनातिलकमुज्ज्वलचिल्लियापम्‌ ॥ 
कल्पवृक्षके फूलोंसे, जिनपर भौरे मैंडरा रहे हैं, 
भगवानका भृङ्गार हुआ है। उन्होंने कानोंमें खिले हुए 
नवीन कमलके कुण्डल धारण कर रखे हैं; जिनपर 
चञ्चल भ्रमर उड़ रहे हैं। उनके ललाटमें चमकीले 
गोरोचनका तिलक चमक रहा है तथा धनुषाकार भौहे 
बड़ी सुन्दर प्रतीत हो रही हैं। 
आपूर्णशारदगताङ्कराशाङ्कबिम्ब- 
'कान्ताननं 'कमलपत्रविज्ञालनेत्रम्‌ । 
रल्स्फुरन्मकरकुण्डलरडिमदीप्त- 
'गण्डस्थलीमुकुरमुत्रतचारुनासम्‌ n 
भगवानका मुख शस्पूर्णिमाके कलङ्कहीन 
चन्द्रमण्डलकी भाँति कान्तिमान्‌ है, बड़े-बड़े नेत्र 
कमलदरूके समान सुन्दर जान पड़ते हैं, दर्षणके सदृश 
स्वच्छ कपोल रलोंके कारण चमकते हुए मकराकृत 
कुष्डलोकी किरणोंसे देदीप्यमान हो रहे हैं तथा ऊँची 
नासिका बड़ी मनोहर जान पड़ती है। 


मन्दारमन्दहसितद्युतिदीपिताकाम्‌। 


च्रैवेयकोज्ज्वल्मनोहरकग्बुकण्ठम्‌ | 
सिन्दूरके समान परम सुन्दर लाल-लाल ओठ हैं; 
चन्द्रमा, कुन्द और मन्दार पुष्पकी-सी मन्द मुसकानकी 
छरासे सामनेकी दिशा प्रकाशित हो रही है तथा वनके 
कोमल पल्लवों और फूलेकि समूहद्वारा बनाये हुए हारसे 
शङ्खसद्श मनोहर ग्रीवा बड़ी सुन्दर जान पड़ती है। 
असभ्रमदभ्रमरघुष्टविलम्धमान- 
संतानकप्रसकदामपरिष्कृतांसम्‌ [| 
हारावलीभगणराजितपीवरोरो- 
व्यॉमस्थलीलसितकौस्तुभभानुमन्तम्‌ ॥ 
मँड्राते हुए मतवाले भौरोंसे निनादित एवं 
घुटनोंतक लटकी हुई पारिजात पुष्पोंकी मालासे दोनों 
कंधे शोभा पा रहे हैं। पीन और विशार वक्षःस्थलरूपी 
आकाश हाररूपी नक्षत्रोंसे सुशोभित है तथा उसमें 
कोस्तुभमणिरूपी सूर्य भासमान हो रहा है । 
श्रीवत्सरूक्षणसुरूम्ितमुन्नतोंस- 
माजानुपीनपरिवृत्तसुआतबाहुम्‌ |] 
आबन्धुरोदरमुदारगभीरनाभि 
भृक्गाङ्नानिकरमञ्जुलरोमराजिम्‌ ध 
भगवानके वक्षःस्थलमें श्रीवत्सका चिह बड़ा 
सुन्दर दिखायी देता है, उनके कंधे ऊँचे हैं, गोल-गोल 
सुन्दर भुजाएँ घुटनोंतक रूबी एवं मोटी हैं, उदरका भाग 
बड़ा मनोहर है, नाभि विस्तृत और गहरी है तथा 
त्रिवलीकी रोमपङ्क्ति भैंवरोंकी पद्धक्तिक समान शोभा 
पा रही है। 
जानामण्प्रिघटिताङ्गदकङ्कणोर्मि- 
गैवेयकारसननूपुरतुन्दबन्धम_ |] 
दिव्याङ्गरागपरिपिखरिताङ्च्यष्टि- 
मापीतवस्ब्रपरियीतनितम्बबिम्बम्‌ n 
नाना अकारकी मणियोंके यने हुए भुजबंद, कड़े, 
अगूठियाँ, हार, करधनी, नूपुर और पेटी आदि आभूषण 
भगवानके श्रीविग्रहपर शोभा पा रहे हैं; उनके समस्त 
अङ्ग दिव्य अङ्गरागोसे अनुरञ्जित हैं तथा कटिभाग कुछ 
हलके रंगके पीताम्बरसे डका हुआ है। 


६०८ 


* अर्चयस्व इवीकेसं यदीच्छसि परं पदम्‌ » 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


चारूरूजानुमनुवृत्तमनोज्ञजङ्के 
कान्तोन्नतप्रपदनिन्दितकूर्मकान्तिम्‌ । 
'माणिक्यदर्पणलसन्नखराजिराज- 
द्रक्ताजुलिच्छदनसुन्दरपादपद्मम्‌ सुन्दरपादपद्मम्‌ n 
दोनों जाँघें और घुटने सुन्दर हैं; पिडलियोंका भाग 
गोलाकार एवं मनोहर है; पादाथभाग परम कान्तिमान्‌ 
तथा ऊँचा है और अपनी शोभासे कछुएके पृष्ठभागकी 
कान्तिको मलिन कर रहा है तथा दोनों चरण-कमल 
माणिक्य तथा दर्पणके समान स्वच्छ नखपडूक्तियोंसे 
सुशोभित लाल-लाल अङ्गुलिदलॉके कारण बड़े सुन्दर 
जान पड़ते हैं । 
मत्स्याङ्कशारिदरकेतुयवाब्जवञ्रैः 
संलक्षितारुणकराङ्धितलाभिरामम्‌ ॥ 
'लावण्यसारसमुदायविनिर्मिताङ्ग 
सौन्दर्थनिन्दित 'मनोभवदेहकान्तिम्‌ ॥ 
मत्स्य, अङ्कुश, चक्र, शङ्ख, पताका, जौ, कमल 
और वज्र आदि चिह्रोंसे चिहित लाल-ल्मल हथेलियों 
तथा तलवोंसे भगवान्‌ बड़े मनोहर प्रतीत हो रहे हैं। 
उनका श्रीअङ्ग लावण्यके सार-संग्रहसे निर्मित जान 
पड़ता है तथा उनके सौन्दर्ये सामने कामदेवके 
झारीरकी कान्ति फीकी पड़ जाती है। 
आस्यारबिन्दपरिपूरितवेणुरन्ध्- 
लोलत्कराङ्कुलिसमीरितदिव्यरागैः । 
कृतनिश्चिष्टसमस्तजन्तु- 
'सन्तानसंनतिमनन्तसुखाम्कुराङिम्‌ ॥ 
भगवान्‌ अपने मुखारविन्दसे मुरली बजा रहे हैं; 
उस समय मुरलीके छिद्रोंपर उनकी अँगुलियॉके फिरनेसे 
निरन्तर दिव्य रागोंकी सृष्टि हो रही है, जिनसे प्रभावित 
हो समस्त जीव-जन्तु जहाँ-के-तहाँ बैठकर भगवान्‌की 
ओर मस्तक टेक रहे हैं। भगवान्‌ गोविन्द अनन्त 
आनन्दके समुद्र हैं। 
गोभिर्सुखाम्बुजविलीनविलोचनाभि- 
रूधोभरस्खलितमन्यरमन्द्गाभिः । 
दन्ताअदष्टपरिशिष्टतृणाकुरााभि- 
रालम्बिवालथिलताभिरथाभिवीतम्‌ ॥ 


शश्वळवैः 


थनेकि भारसे छड़खड़ाती हुई मन्द-मन्द गतिसे 
चलनेवाली गौएँ दाँतोके अग्रभागमें चबानेसे बचे हुए 
तिनकॉके लिये, पूँछ लटकाये भगबानके 
मुखकमलमें आँखें गड़ाये उन्हें चारों ओरसे घेरकर 
खड़ी हैं। 
सम्प्रस्तुतस्तनविभूषणपूर्णनिश्च- 
लास्याद्‌ दुढक्षरितफेनिल्दुग्धमुग्सैः । 
खेणुप्रवर्तितमनोहरमन्दगीत- 
दत्तोश्चकर्णयुगलैरपि तर्णकैश्च ॥ 
गौओंके साथ ही छोटे-छोटे बछड़े भी भगवानको 
सब ओरसे घेरे हुए हैं और मुरलीसे मन्दस्वरमें जो 
मनोहर संगीतकी धारा नह रही है, उसे वे कान लगाकर 
सुन रहे हैं, जिसके कारण उनके दोनों कान खड़े हो गये 
हैं। गौओंके टपकते हुए थनोंके आभूषणरूप दूधसे भरे 
हुए उनके मुख स्थिर हैं, जिनसे फेनयुक्त दूध बह रहा 
है; इससे वे बछड़े बड़े मनोहर प्रतीत हो रहे हैं। 


गोपैः समानगुणशील्बयोजिलास- 
वेशेश्च मूर्च्छितकलूस्वनवेणुवीणैः । 
मन्दोश्चतारपटुगानपरैर्विलोल- 
दोर्बल्लरीललितरास्यविधानदक्षैः n 


भगवानके ही समान गुण, शील, अवस्था, विलास 
तथा वेष-भूषावाले गोप भी, जो अपनी चञ्चल 
भुजाओको सुन्दर ढंगसे नचानेमें चतुर हैं, बंशी और 
बीणाकी मधुर ध्वनिका विस्तार करके मन्द, उच्च और 
तारस्वरमें कुशलतापूर्वक गान करते हुए भगवानको सब 
ओरसे घेरकर खड़े हैं। 
जझ्ान्तपी्ररकटीरतटीनिबब्- 
व्यास््रेलकिङ्किणिघटारणितैरटद्धिः ॥ 


रव्यक्तमखुवचनैः पृथुकैः परीतम्‌॥ 
छोटे-छोटे ग्वाल-बाल भी भगवानके चारों ओर 

घूम रहे हैं; जाँचसे ऊपर उनके मोटे कटिभागमें करधनी 
पहनायी गयी है, जिसकी क्षुद्रघण्टिकाओंकी मधुर 
झनकार सुनायी पड़ती है। वे भोले-भाले बालक 
जघनखोंके सुन्दर आभूषण पहने हुए हैं। उनकी 


पातालखण्ड ] 


* भगवान्‌ श्रीकृष्णका थ्यान « 


६०९ 


मीठी-मीठी तोतली वाणी साफ समझमें नहीं आती । 
भगवानके प्रति दृढ़ अनुराग रखनेवाली सुन्दरी 
गोपाङ्गनाएँ भी उन्हें प्रेमपूर्ण दृष्टिसे निहारती हुई 
सब ओरसे घेरकर खड़ी हैं। गोपी, गोप और पशुओंके 
घेरेसे बाहर भगवानके सामनेकी ओर ब्रह्मा, शिव तथा 
इन्द्र आदि देवताओंका समुदाय खड़ा होकर स्तुति कर 
रहा है। 
तद्वद्‌ दक्षिणतो मुनिनिकरं दृढधर्मवाञ्छया समाम्नायपरम्‌। 
'योगीन्द्रानथ पृष्ठे मुपुक्षमाणान्‌ समाधिना तु सनकाद्यान्‌॥ 
इसी प्रकार उपर्युक्त घेरेसे बाहर भगवान्‌के दक्षिण 
भागमें सुदृढ़ धर्मकी अभिलाषासे वेदाभ्यासपरायण 
मुनियॉका समुदाय उपस्थित है तथा पृष्ठभागकी ओर 
समाधिके द्वारा मुक्तिकी इच्छा रखनेवाले सनकादि 
योगीश्वर खड़े हैं । 
सव्ये सकान्तानथ यक्षसिद्धान्‌ 
गन्धर्वविद्याधरचारणाँश्च || 
सकिन्नरानप्सरसश्ष मुख्याः 
'कामार्थिनीर्नर्तनगीतवाद: | 
वाम भागमें अपनी स्त्रियॉंसहित यक्ष, सिद्ध, 
गन्धर्व, विद्याधर, चारण और किन्नर खडे हैं। साथ ही 
भगबत्मेमकी इच्छा रखनेवाली मुख्य-मुख्य अप्सराएँ भी 
मौजूद हैं। ये सब लोग नाचने, गाने तथा बजानेके द्वारा 
भगवानकी सेवा कर रहे हैं। 
शङ्खे्दकन्दधवलु सकलागमज्ञं 
स्मैदामनीतत्तिपिशङ्गजटाकलापम्‌ ॥ 


सम्प्रीणयन्तमुदिताभिरपि अभक्तया 
संचिन्तयेत्रभसि मां दुहिणप्रसूतम्‌॥ 
तत्पञ्चात्‌ आकाझमें स्थित मुझ ब्रह्मपुत्र देवर्षि 


. नारदका चिन्तन करना चाहिये । नारदजीके शरीरका वर्ण 


शङ्ख, चन्द्रमा तथा कुन्दके समान गौर है; वे सम्पूर्ण 
आगमेकि ज्ञाता हैं, उनकी जटाएँ बिजलीकी पङ्क्तियेकि 
समान पीली और चमकीली हैं, वे भगवान्के चरण- 
कमलॉकी निर्मल भक्तिके इच्छुक हैं तथा अन्य सन 
ओरकी आसक्तियोंका सर्वथा परित्याग कर चुके हैं और 
संगीतसम्बन्धी नाना प्रकारकी श्रुतियोंसे युक्त सात * 
रों और त्रिविध आमोंकी मनोहर मूर्च्छनाओको 
अभिव्यक्जित करके अत्यन्त भक्तिके साथ भगवानको 
असन्न कर रहे हैं । 


इति ध्यात्वाऽऽत्मानं पडुविशदधीर्नन्दतनयं 


नरो खीद्र्वरघप्रभृतिभिरनिन्होपहतिभिः । 
यजेद्‌ भूयो भवत्या स्ववपुषि यहिष्ठैश्च विभवै- 
रिति प्रोक्तं सर्वं यदभिलषितं भूसुरवराः ॥* 
इस प्रकार प्रखर एवं निर्मल बुद्धिवाला पुरुष अपने 


आत्मस्वरूप भगवान्‌ नन्दनन्दनका ध्यान करके मानसिक 
अर्घ्य आदि उत्तम उपहारोंसे अपने शरीरके भीतर ही 
भक्तिपूर्वक उनका पूजन करे तथा बाह्य उपचारोंसे भी 
उनकी आराधना करे। ब्राह्मणो ! आपलोगोंकी जैसी 
अभिलाषा थी, उसके अनुसार भगवानका यह सम्पूर्ण 
ध्यान मैंने बता दिया । 

सूतजी कहते हैं--महर्षिगण ! जो इस कथाको 


तत्पादपद्लुजगताममलां. च भक्ति सुनाता है, बह भगवानके समान हो जाता है । विप्रो ! 
खाज्छन्तमुज्झिततरान्यसमस्तसङ्गम्‌ ॥ यह गुहासे भी गुह्य असङ्ग कल्याणमय ज्ञान अदान 
नानाविधश्षुतिगणान्वितसप्तराग- करनेवाला है । जो इसे पढ़ता अथवा सुनता है, वह 
आमत्रयीगतमनोहरमूर्च्छनाभिः ॥ परम-पदको प्राप्त होता है। 
— + — 
॥ पातालखण्ड सम्पूर्ण ॥ 
—*— 


* ये ध्यानसम्बन्धी इलोक अध्याय ९९ से लिये गये हैं। 


॥ ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॥ 


संक्षिप्त पद्मपुराण 


बन औ नल 


उत्तरखण्ड 


स्तन = 


नारद-महादेव-संवाद--बदरिकाश्रम तथा नारायणकी महिमा 


अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जजशलाकया । कराया था, उसीको मैं कहता हुँ; आप सब लोग सुनें । 
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः ॥* एक समयकी बात है, भगवानूके प्रिय भक्त देवर्षि 
ऋषियोंने कहा--वक्ताओंमें श्रेष्ठ सूतजी ! नारदजी लोक-लोकान्तरोंमें भ्रमण करते हुए मन्दराचल 
आपके द्वारा वर्णित नाना प्रकारके उपाख्यानोंसे युक्त पर्वतपर गये । वहाँ भगवान्‌ शङ्करसे अपनी कुछ मनोगत 
परमानन्ददायक पातालखण्डका हमलोगोंने श्रवण किया; बातोंको पूछना ही उनकी यात्राका उद्देश्य था। भगवान्‌ 
अब भगवद्धक्तिको बढ्नेवाल्त्र जो पद्यपुराणका शेष उमानाथ उस पर्वतपर विराजमान थे । नारदजीने उन्हें 
अंश है, उसे हम सुनना चाहते हैं। गुरुदेव ! कृपा करके प्रणाम किया और उनकी आज्ञासे उन्हीके सामने वे एक 
उस अंशका वर्णन कीजिये। आसनपर बैठ गये। महात्माओ ! उस समय उन्होने 
सूतजी बोले--मुनियो ! भगवान्‌ शङ्करने देवर्षि भगवान्‌ शिवसे यही प्रश्न किया, जिसे आपलोग मुझसे 
नारदके प्रश्न करनेपर जिस पापनाशक विज्ञानका श्रवण पूछ रहे हैं। 
० त. का, नारदजीने कहा--भगवन्‌ ! देबदेबेश्वर ! 
र NY पार्वतीपते ! जगद्गुरो ! जिससे भगवत्तत्त्वका ज्ञान हो, 
उस विषयका आप मुझे उपदेश कीजिये । 
महादेवजी बोले- नारद ! सुनो; मैं वेदोंकी 
समानता करनेवाले पुराणका वर्णन आरम्भ करता हूँ, 
जिसे सुनकर मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाता है। इस 
पृथ्वीपर एक लाख पच्चीस हजार पर्वत हैं, उन सबमें 
| वदस्किश्रम महान्‌ पुण्यदायक एवं उत्तम है, जहाँ 
>> 24२ भगवान्‌ नर-नारायण विराजमान हैं। नारदजी ! मैं इस 
समय उन्हीके तेज और स्वरूपका वर्णन करूँगा । 
जहान्‌ ! हिमालय पर्वतपर दो पुरुष हैं, जो क्रमशः 
नर-नारायणके नामसे विख्यात हैं; उनमें एक तो गौर 
|| वर्णके हैं और दूसरे श्याम वर्णके । श्याम वर्णवाले पुरुष 
ही “नारायण! हैं; ये इस जगतूके आदि कारण. और महान्‌ 
छ प्रभु हैं। इनके चार भुजाएँ हैं। ये बड़े ही शोभासम्पन्न 
हि| हैं। इनके दो रूप है--व्यक्त और अव्यक्त (साकार 


# जिन्होंने अज्ञानरूपी अन्धकारसे अंधे हुए मुझ शिष्यके विवेकरूपी बंद नेत्रको ज्ञानरूप अञ्जनकी झलाकासे खोल दिया है, 
उन श्रीगुरुदेवको प्रणाम है। 


उत्तरस्बण्ड ] 


* गङ्गावतरणकी संक्षिप्त कथा ओर हरिद्वारका माहात्म्य + र्र 


६७५००४७४७७५०७७७७५५७७७५४०५०५०५५०»०४५»९५०७५५५७५०५९०५७०९७००५५५४७७*४५५५४४ ४४७४४ &»+४$»४९४०:“»#%5 ८ ४०»»%50%/७०2८०६४. 


और निराकार) । थे सनातन पुरुष हैं। सुब्रत! भगवान्‌ नारायण सदा ही विराजमान रहते हैं। 


उत्तरायणमें ही इनकी महती पूजा होती है। प्रायः छः 
महीनॉतक इनकी पूजा नहीं होती; क्योंकि जबतक 
दक्षिणायन रहता है, इनका स्थान हिमसे आच्छादित रहा 
करता है। अतः इनके-जैसा देवता न अबतक हुआ है 
और न आगे होगा । बदरिकाश्रममें देवगण निवास करते 
हैं। वहाँ ऋषियोंके भी आश्रम हैं। अग्निहोत्र और 
बेदपाठकी ध्वनि वहाँ सदा श्रवण-गोचर होती रहती है। 
भगवान्‌ नाययणका दर्शन करना चाहिये। उनका दर्शन 
करोड़ों हत्याओका नाश करनेवाला है। वहाँ 
*अलकनन्दा' नामवाली गङ्गा बहती हैं, उनमें स्लान 
करना चाहिये। वहाँ स्त्रान करके मनुष्य महान्‌ पापसे 
मुक्त हो जाता है। उस तीर्थमें सम्पूर्ण जगत्के स्वामी 


एक समयकी बात है, मैंने एक वर्षतक यहाँ बड़ी 
कठोर तपस्या की थी। उस समय भक्तोंपर कृपा 
करनेवाले भगवान्‌ नारायण, जो अविनाझी, अन्तर्यामी, 
साक्षात्‌ परमेश्वर तथा गरुड़के-से चिहृवाली ध्वजासे 
युक्त हैं, बहुत प्रसन्न हुए और मुझसे बोले--'सुब्रत ! 
कोई वर माँगो; देव ! तुम जो-जो चाहोगे, वह सभी 
मनोरथ मैं पूर्ण करूँगा; तुम कैलासके स्वामी, साक्षात्‌ 
रुद्र तथा विश्वके पालक हो । 

तब मैंने कहा- जनार्दन ! यदि आप वर देना 
चाहते हैं तो मुझे दो वर प्रदान कीजिये--मेरे हृदयमें 
सदा ही आपके प्रति भक्ति बनी रहे और देवेश्वर ! मैं 
आपके भ्रसादसे मुक्तिदाता होऊँ। 


— + — 


गङ्गावतरणकी संक्षिप्त कथा और हरिद्वारका माहात्म्य 


महादेवजी कहते है--देवर्चियोंमें श्रेष्ठ नारद ! 
अब तुम परम पुण्यमय हरिद्वारका माहात्म्य श्रवण करो । 
जहाँ भगवती गङ्गा बहती हैं, वहाँ उत्तम तीर्थ बताया 
गया है। वहाँ देवता, ऋषि और मनुष्य निवास करते हैं। 
वहाँ साक्षात्‌ भगवान्‌ केशव नित्य विराजमान रहते हैं। 
विद्वन्‌! राजा भगीरथ उसी मार्गसे भगवती गङ्गाको 
लाये थे तथा उन महात्माने गङ्गाजलका स्पर्श कराकर 
अपने पूर्वजोंका उद्धार किया था। 
नारद ! अत्यन्त सुन्दर गङ्गाद्वारमेँ जो जिस प्रकार 
गङ्गीजीको ले आये थे, वह सब प्रसङ्ग मैं क्रमशः सुनाता 
हूँ। पूर्वकालमें हरिश्चन्द्र नामके एक राजा हो चुके हैं, जो 
ब्रिभुवनमें सत्यके पालक विख्यात थे। उनके रोहित 
नामक एक पुत्र हुआ, जो भगवान्‌ विष्णुकी भक्तिमें 
तत्पर था। रोहितका पुत्र वृक था, जो बड़ा ही धर्मात्मा 
और सदाचारी था। उसके सुबाहु नामक पुत्र हुआ। 
सुबाहुसे “गर' नामक पुत्रकी उत्पत्ति हुई । एक समय 
गरको कालयोगसे दुःखी होना पड़ा। अनेक राजाओनि 
चढ़ाई करके उनके देशको अपने अधीन कर लिया। गर 
कुडुम्बको साथ ले भृगुनन्दन और्वके आश्रमपर चले 


गये। और्वने कृपापूर्वक वहाँ उनकी रक्षा की । वहीं 
उनके सगर नामक पुत्रका जन्म हुआ | महात्मा भार्गवसे 
रक्षित होकर वह उसी आश्रमपर बढ्ने लगा । मुनिने 
उसके यज्ञोपवीत आदि सब क्षत्रियोचित्त संस्कार 
कराये। अरू-शखों तथा वेद-विद्याका भी उसको 
अभ्यास कराया। 

तदनन्तर महातपस्वी राजा सगरने और्व मुनिसे 
आग्रेयास्त्र प्राप्त किया और समूची पृथ्वीपर भ्रमण करके 
अपने शत्रु तालजङ्घ, हैहय, शक तथा पारदवैशियोका 
वध कर डाला । इस प्रकार सबको जीतकर उन्होने घर्म- 
संचय करना आरम्भ किया। राजाने अश्वमेध यज्ञका 
अनुष्ठान करनेके लिये अश्व छोड़ा। वह अश्व पूर्व 
दक्षिण-समुद्रके तटपर हर लिया गया और पृथ्बीके भीतर 
पहुँचा दिया गया। तब राजाने अपने पुत्रोंको लगाकर सन 
ओरसे उस स्थानको खुदवाया । महासागर खोदते समय 
वे अश्वको तो नहीं पा सके, किन्तु वहाँ तपस्या करनेवाले 
आदि पुरुष महात्मा कपिलपर उनकी दृष्टि पड़ी। वे 
उतावलीके साथ उनके निकर गये और जगत््रभु 
कपिलको लक्ष्य करके कहने लगे--'यह चोर है।' 


६९२ * अर्चयस्व हृषीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ « [ संक्षिप्त पद्मपुराण 


३४७१७५७७३७ ६७७४५७७७४३ ७ ३४३७७७७७७७ २७७७७७५७७४ ७ ७३७७७७७५७७ ७७७६७७४७७६ ७७७७७७०७७७ ७७७७७७७ 


नकोलाइल सुनकर भगवान्‌ कपिल समाधिसे जाग उठे | पञ्चजनके अंशुमान्‌ नामक पराक्रमी पुत्र उत्पन्न हुआ। 


| अङ्गीकार किया । 

४८ नारदजीने पूछा--भगवन्‌ ! राजा भगीरथ 
3094 गङ्गाको किस प्रकार लाये धरे ? उन्होंने कौन-सी तपस्या 
4 की थी, ये सन बातें मुझे बताइये । 

महादेवजी बोले--नारद ! राजा भगीरथ अपने 
पूर्वजॉका हित करनेके लिये हिमालय पर्वतपर गये। 
वहाँ पहुँचकर उन्होंने दस हजार वर्षोतक भारी तपस्या 
| की। इससे आदिदेव भगवान्‌ निरञ्जन श्रीविष्णु प्रसन्न 
हुए। उन्हीकि आदेशसे गङ्गाजी आकाशसे चर्ली और 
जहाँ विश्वेश्वर श्रीशिव नित्य विराजमान रहते हैं, उस 
कैलास पर्वतपर उपस्थित हुई । मैने गङ्गाजीको आया 
कि “| देख उन्हें अपने जटाजूटमें धारण कर लिया और दस 


हजार सगर-पुत्र जलकर भस्म हो गये। महायशस्वी 
राजाने समुद्रसे उस आश्वमेधिक अश्वको प्राप्त किया और 
उसके द्वारा सौ अश्वमेध यज्ञॉका अनुष्ठान पूर्ण किया। 

नारदजीने पूछा--जिज्ञानेश्वर ! सगरके साठ 
हजार पुत्र बड़े बलवान्‌ और पराक्रमी थे, उन वीरोंकी 
उत्पत्ति किस अकार हुई ? यह बताइये । 

महादेखजी खोले--नारद ! राजा सगरकी दो 
पलियाँ थीं, वे दोनों ही तपस्थाके द्वारा अपने पाप दग्ध 
कर चुकी थीं। इससे प्रसन्न होकर मुनिश्रेष्ठ और्वने उन्हें 
बरदान दिया । उनमेंसे एक रानीने साठ हजार पुत्र माँगे 
और दूसरीने एक ही ऐसे पुत्रके तिल्य प्रार्थना की, जो 
“बडा चलानेवाला हो। पहली रानीने तूँबीमें बहुत-से 
शूरवीर पुत्रॉको जन्म दिया; उन सबको धाइयेनि ही 
क्रमशः पाळ-पोसकर बड़ा किया । घीसे भरे हुए घड़ोंमें 
रखकर उन कुमारोका पोषण किया गया । कपित्त्र डो 
गायका दूध पीकर वे सब-के-सब बड़े हुए। दूसरी स्थित रहा ! इधर 
रानीके गर्भसे पञ्चजन नामक पुत्र हुआ, जो राजा बना । गङ्गाजीको न देखकर विचार करने लूगे---गड़ कहाँ चली 


उत्तरखण्ड ] 


* गङ्गाको महिमा, श्रीविष्णु, यमुना, गङ्गा, प्रयाग, काशी, गया एवे गदाधरव्ही स्तुति » 


६९३ 


गयीं ? ध्यान करके जब उन्होंने यह निश्चितरूपसे जान 
लिया कि उन्हें महादेवजीने अहण कर छिया है, तब वे 
कैलास पर्वतपर गये । मुनिश्रेष्ठ वहाँ पहुँचकर वे तीव्र 
तपस्या करने लगे । उनके आराधना करनेपर मैंने अपने 
मस्तेकसे एक बाल उखाड़ा और उसीके साथ त्रिपथगा 
गङ्गाजीको उन्हें अर्पण कर दिया। गङ्गाको लेकर वे 
पातालमें, जहाँ उनके पूर्वज भस्म हुए थे, गये । उस समय 
भगवान्‌ विष्णुके चरणोंसे प्रकट हुई गङ्गा जब हरिद्वारमें 
आधीं, तन बह देवताओंके लिये भी दुर्लभ श्रेष्ठ तीर्थ बन 
गया । जो मनुष्य उस तीर्थमें स्नान तथा विशेषरूपसे 


श्रीहरिका दर्शन करके उनकी परिक्रमा करते हैं, वे दुःखके 
भागी नहीं होते । ब्रह्महत्या आदि पा्पॉकी अनेक राशियाँ 
ही क्यों न हों, वे सब सर्वदा श्रीहरिके दर्शनमात्रसे नष्ट 
हो जाती हैं । एक समय मैं भी हरिद्वारमें श्रीहरिके स्थानपर 
गया था, उस समय उस तीर्थके प्रभावसे मैं विष्णुस्वरूप 
हो गया। सभी मनुष्य वहाँ श्रीहरिका दर्शन करनेमात्रसे 
वैकुण्ठ-लोकको प्राप्त होते हैं । परम सुन्दर हरिद्वार-तीर्थ 
मेरी दृष्टिमें सबसे अधिक महत्त्वशाली है । वह समस्त 
तीर्थेमिं श्रेष्ठ और घर्म-अर्थ-काम-मोक्षूप चारों 
पुरुषार्थ प्रदान करनेवाला है । 


= वविता 


गङ्गाकी महिमा, श्रीविष्णु, यमुना, गङ्गा, प्रयाग, काशी, गया एवं गदाधरकी स्तुति 


महादेवजी कहते है-मुनिश्रेष्ठ ! अब मैं 
श्रीगङ्गाजीके माहात्यका यथावत्‌ वर्णन करूँगा, जिसके 
श्रबणमात्रसे तत्काल पापोंका नाश हो जाता है। जो 
मनुष्य सैकड़ों योजन दूरसे भी “गङ्गा-गङ्गा' का उच्चारण 
करता है, वह सब पापोंसे मुक्त होता और अन्तमें 
विष्णुलोकको जाता है।* नारद ! श्रीहरिके चरण- 
कमलोंसे प्रकट हुई 'गङ्गा' नामसे विख्यात नदी पापोंकी 
स्थूल राझियोंका भी नाश करनेवाली है । नर्मदा, सरयू, 
वेत्रवती (बेतवा), तापी, पयोष्णी (मन्दाकिनी), 5६7”, 
विपाशा (ब्यास), कर्मनाशिनी, पुष्पा, पूर्णा, दापा, 
बिदीपा तथा सूर्यतनया यमुना--इनमें स्त्रान करनेसे जो 
पुण्य होता है, वह सब पुण्य गङ्गा-स्रानसे मनुष्य प्राप्त 
कर लेते हैं। जो मनीषी पुरुष समुद्रसहित पृथ्वीका दान 
करते हैं, उनको मिलनेवाला फल भी गङ्गा-स्रानसे प्राप्त 
हो जाता है। सहस्र गोदान, सौ अश्वमेध यज्ञ तथा सहस्त्र 
वृषभ-दानसे जिस अक्षय फलकी प्राप्ति होती है, वह 
गङ्गाजीके दर्शनसे क्षणभरमे प्राप्त हो जाता है । वह गङ्गा 
नंदी महान्‌ पुण्यदायिनी है, विशेषतः श्रहमहत्यारोंके लिये 
परम पावन है। ने नरकमें पड़नेाले हों तो भी गङ्गाजी 
उनके पाए हर लेती हैं। तात ! जैसे सूर्योदय होनेपर 


अन्धकार दूर हो जाता है, उसी प्रकार गङ्गाके प्रभावसे 
पातक नष्ट हो जाते हैं। ये माता गङ्गा संसारमें सदा 
पवित्र मानी गयी हैं। इनका स्वरूप परम कल्याणमय 
है। माता जाहवीका स्वरूप दिव्य है। जैसे देवताओंमें 
श्रीविष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार नदियोंमें गङ्गा उत्तम हैं। 
जहाँ गङ्गा, यमुना और सरस्वती हैं, उन तीथेमिं सत्रान 
और आचमन करके मनुष्य मोक्षका भागी होता है 
इसमें तनिक भी संदेह नहीं है । 

[भिन्न-भिन्न तीर्थोमें जानेपर भगवान्‌ श्रीविष्णु तथा 
यमुना, गङ्गा आदि नदियोंका किस प्रकार स्तवन करना 
चाहिये, यह बताया जाता है--] 
ख़द्दार्ता प्रयतो ब्रवीमि यदहं सास्तु स्तुतिस्ते . प्रभो 

यद्‌ भुञ्जे तव सञ्निवेदनप्रथो यद्यामि सा प्रेष्यता। 
यच्छन्तः स्वपिमि त्वदद्दध्रियुगले दण्डप्रणामोऽस्तु मे 
स्वामिन्‌ यश्च करोमि तेन स भवान्‌ विश्वेश्वरः प्रीयताम्‌ 
प्रभो ! मैं शुद्धभावसे आपके सम्बन्धमें जो कुछ 
भी चर्चा करता हूँ, बही आपके लिये स्तुति हो । जो कुछ 
भोजन करता हूँ, वह आपके लिये नैवेद्यका काम दे] जो 
चलता-फिरता हूँ, बही आपकी सेवा-रहलू समझी 
जाय। जो थककर सो जाता हूँ, यही आपके लिये 


* गङ्गा गङ्गेति यो ब्रूयाद्‌ योजनानां तैरपि । मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति॥ (२३।२) 


घ्रे 


“५ अर्चयस्व इचोकेशे यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


साष्टाङ्ग प्रणाम हो तथा स्वामिन्‌ ! मैं जो कुछ करता 
हूँ, उससे आप जगदीश्वर श्रीविष्णु प्रसन्न हों । 
दृष्टेन अन्दितेनापि स्पृष्टेन च धृतेन च। 
जरा येन विमुच्यन्ते तदेतद्‌ याभुनं जलम्‌ ॥ 
जिसके दर्शन, बन्दन, स्पर्श तथा धारण करनेसे मनुष्य 
भव-बन्धनसे मुक्त हो जाते है, वही यह यमुनाजीका जल है । 
तावद्‌ भ्रमन्ति भुवने मनुजा भवोत्य- 
दारिद्रयरोगमरणव्यसनाभिभूता: 
यावज्नले तव महानदि नीलनोलं 
पश्यन्ति नो दधति मूर्धसु सूर्यपुत्रि॥ 
सूर्यपुत्री महानदी यमुनाजी ! मनुष्य इस जगत्सें 
आप्त होनेवाले दरिद्रता, रोग और मृत्यु आदि दुः खोसे 
पीड़ित होकर तभीतक संसारमें भटकते रहते हैं, जबतक 
खे नीलमणिके सदृश आपके नीले जलका दर्शन नहीं 
करते आथवा उसे आपने मस्तकपर नहीं चढ़ाते। 
यत्संस्मृतिः सपदि कृन्तति दुष्कृतौघं 
पापायलीं जयति योजनलूक्ष्तोऽपि । 
यत्राम्‌ नाम जगदुक्चरितं पुनाति 
दिष्ट्या हि सा पथि दृशोर्भविताद्य गङ्गा ॥ 
जिनकी स्मृति पापराशिका तत्काल नाश कर देती 
है, जो लाख योजन दूरसे भी पापोॉके समूहको परास्त 
करती हैं, जिनका नाम उच्चारण किये जानेपर सम्पूर्ण 
जगत्को पवित्र कर देता है, वे गङ्गाजी आज 
सौभाग्यवश मेरे दृष्टिपथमें आयेंगी । 
आरस्रोकोत्कण्ठितेन प्रमुदितमनसा वर्त्म यस्याः प्रयातं 
सद यस्मिन्‌ कृत्पमेतामथ प्रथमकृती जज्ञिवान्‌ स्वर्गसिन्धुम्‌ । 
खानं स्स्थ्या निवापः सुरयजनमपि आद्धविप्राञनाह् 
सर्व सम्पूर्णमेतद्‌ भवति भगवतः प्रीतिदं नात्र खित्रम्‌ ॥ 
मनुष्य दर्शनके लिये उत्कण्ठित तथा प्रसन्नचित्त 
होकर जिसके पथका अनुसरण करता है, जिसके तटपर 
समस्त शास्त्रनिहित कर्म उत्तमतापूर्वक सम्पन्न होते हैं, 
उन गङ्गाजीको आदि सृष्टिके रचयिता ब्रह्माजीने पहले 
स्वर्गङ्गाके रूपमें उत्पन्न किया था । उनके तटपर किया 
हुआ खान, सन्ध्या, तर्पण, देवपूजा, श्राद्ध और ब्राह्मण- 
भोजन आदि सन कुछ परिपूर्ण एवं भगवानको प्रसन्नता 


प्रदान करनेवाला होता है--इसमें कोई आश्चर्यकी बात 
नहीं है। 
द्रवीभूतं परं अहा  परसानन्ददायिनि । 
अर्घ्य गृहाण मे गड्ढे पापं हर नमोऽस्तु ते॥ 
परमानन्द प्रदान करनेवाली गङ्गाजी ! आप जल- 
रूपमें अवतीर्ण साक्षात्‌ परज्नह्म हैं। आपको नमस्कार 
है। आप मेरा दिया हुआ अर्घ्य ग्रहण कीजिये और मेरे 
पाप हर लीजिये। 
साक्षादधर्मद्र्यौधं मुररिपुचरणाम्भोजपीयूषसारं 
दुः खस्वाब्धेस्तरित्रे सुरद्नुजनुतं स्वर्गसोपानमार्गम्‌। 
सर्वाहोहारि वारि प्रवरगुणगणं भासि या संवहन्ती 
तस्यै भागीरथि श्रीमति मुदितमना देखि कुर्वे नमस्ते ॥ 
श्रीमती भागीरथी देखी! जो जलरूपमें परिणत 
साक्षात्‌ धर्मकी राशि है, भगवान्‌ विष्णुके चरणारबिन्दोंसे 
अकट हुई सुधाका सार है, दुःखरूपी समुद्रसे पार होनेके 
लिये जहाज है तथा स्वर्गलेकमें जानेके लिये सीढ़ी है, 
जिसे देवता और दानव भी प्रणाम करते हैं, जो समस्त 
पापॉका संहार करनेवाला, उत्तम गुणसमूहसे युक्त और 
कोभा-सम्पन्न है, ऐसे जलको आप धारण करती हैं । मैं 
असन्नचित्त होकर आपको नमस्कार करता हूँ! 
स्वःसिन्थो दुरिताब्धिमञ्रजनतासंतारणि प्रोल्लस्तत्‌- 
कल्लोलामलकान्तिनाझिततमस्तोमे जगत्पावनि।, 
गङ्गे देखि पुनीहि दुष्कृतभयक्रान्तं कृपाभाजनं 
“मातर्मा झरणागतं दारणदे रक्ष्द्या भो भीषितम्‌॥ 
स्वर्गलोककी नदी भगवती गङ्गे! आप पापके 
समुद्रमें डूबी हुई जनताको तारनेवाली हैं, आपनी उठती 
हुई शोभायुक्त लहरोंकी निर्मल कान्तिसे पापरूपी 
अन्धकार-राशिका नाश करती हैं तथा जगतको पवित्र 
करनेवाली हैं; मैं पापके भयसे अस्त और आपका 
कृपा-भाजन हूँ। शरणदायिनी माता ! आपकी शरणमें 
आया हूँ; आज मुझ भयभीतकी रक्षा कीजिये । 
हें हो मानस कम्पसे किमु सखे जस्तो भयाज्ञारकात्‌ 
कि ते भीतिरिति श्रुतिर्दुरितकृत्‌ संजायते नारकी । 
मा भैषी: शृणु मे गति यदि मया पापाचलस्पर्धिनी 
आक्षा ते निरयः कथं किमपरं किं मे न धमो घनम्‌ ॥ 


उत्तरखण्ड ] 


* गङ्गाकी महिमा, श्रीविष्णु, यमुना, गङ्गा, प्रयाग, काशी, गया एखे गदाधरकी स्तुति » 


६९५ 


2440५७४ ५५५५४७५५५७७५७५७१७४ ४७७७४४७७७७ ७७५७७७७७७७ ७७७७३७ ७७७७७७७७७७ कीत # ४ ४१४४५७७७७७४#४७७2०%/6*# eee 


ऐ मेरे चित्त! ओ मित्र ! तुम नरकके भयसे त्रस्त 
होकर काँप क्यो रहे हो ? क्या तुम्हें यह सोचकर भय 
हो रहा है कि पापी मनुष्य नरकमें पड़ता है--ऐसा 
श्रुतिका कथन है । सखे ! इसके लिये भय न करो; मेरी 
क्या गति होगी--यह बताता हूँ, सुनो; यदि मुझे पापेकि 
पहाड़से भी टक्कर लेनेवाली भगवती गङ्गा प्राप्त हो गयी 
हैं तो तुम्हें नरककी प्राप्ति कैसे हो सकती है अथवा दूसरी 
कोई दुर्गति भी क्यों होगी । क्या मेरे पास धर्मरूपी घन 
नहीं है? 
स्वर्बासाधिप्रशंसामुदमनुभजितुं मज्नन॑ यत्र चोक्तं 
स्वर्नायों वीक्ष्य हष्टा ठिनुधसुरपतिप्रापिसंभावनेन । 
नीरे श्रीजह्कुकन्ये यमनियमारताः स्त्रान्ति ये तावकीने 
देवत्वं ते लभन्ते स्फुटमशुभकृतोऽप्यत्र वेदाः प्रपाणम्‌ ॥ 

जिस गङ्गाजीके जलमें किया हुआ स्त्रान स्वर्ग- 
लोकके निवास तथा प्रशेसाके आनन्दकी अनुभूतिका 
कारण बताया गया है, वहाँ किसीको स्त्रान करते देख 
स्वर्गलोककी देवियाँ एक नूतन देवता अथवा इन्द्रके 
मिळनेकी संभावनासे बहुत प्रसन्न होती हैं। जहूपुत्री 
गङ्गे ! जो लोग यम-नियमोंका पालन करते हुए आपके 
जलमें स्नान करते हैं, वे पहलेके पापी होनेपर भी निश्चय 
ही देवत्व प्राप्त कर लेते हैँ--इस विषयमें बेद प्रमाण हैं। 

बुद्धे सदखुद्धिरेवे भवतु तज सखे मानस स्वस्ति तेऽस्तु 
आस्तां पादौ पदस्थौ सततमिह युवां साधुदृष्टी च दृष्टी । 
खाणि आणप्रियेऽधिप्रकटगुणवपुः प्राधुहि आणपुष्टि 
यस्मात सर्वैर्भवद्धि: सुखमतुलमहं प्राञ्चुयां तीर्थपुण्यम्‌ ॥ 
बुद्धे ! सदा इसी प्रकार तुम्हारी सद्दुद्धि बनी रहे । 
सखे मन ! तुम्हारा भी कल्याण हो। चरणो ! तुम भी 
इसी प्रकार योग्य पद (स्थान) पर स्थित रहो । नेत्रो ! 
तुम दोनों भी उत्तम दृष्टिसे सम्पन्न रहो। वाणी ! तुम 
प्राणोंकी प्रिया हो तथा अकर हुए उत्तम गुणोंसे युक्त 
शरीर ! तुम्हारी आणराक्तिका पोषण हो; क्योंकि मैं तुम 
सन लोगोंके साथ आज अतुलित सुख प्रदान करनेवाले 
तीर्थजनित पुण्यको प्राप्त करूँगा । 
शरीजाह्—वीरबिसुतापरमेष्ठिपुत्री- 
सिन्धुत्रयाभरण 


सर्वेश मामनुगृहाण नयस्व चोर्ध्य- 
मन्तस्तमोदशविधं दलय स्वधाञ्ना॥ 
गङ्गा, यमुना और सरस्वती--इन तीनों नदियोंको 
आभूषणरूपमें धारण करनेवाले तीर्थराज प्रयाग! 
सर्वेश्वर ! मुझपर अनुग्रह करो, मुझे ऊँचे उठाओ तथा 
मेरे अन्तःकरणके दस अकारके अविद्यान्धकारको अपने 
तेजसे नष्ट करो। 


खागीशविष्ण्वीशपुरन्दराद्या: 
पापप्रणाझाय विदा विदोउपि। 
अजन्ति यत्तीरमनीलनीलं 


स तीर्थराजो जयति प्रयागः ॥ 

ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा इन्द्र आदि देवता और 

विद्वानोमें श्रेष्ठ विद्वान्‌ (ऋषि-महर्षि) भी जिसके श्वेत- 

कृष्णजलसे शोभित तटका सेवन करते हैं, उस तीर्थराज 
प्रयागकी जय हो। 


'कलिन्दजासङ्गमवाप्य यत्र 
अत्यागता स्तर्गुनी घुनोति। 
अध्यात्मतापत्रितयं जनस्य 


स तीर्थराजो जयति प्रयागः ॥ 
जहाँ आयी हुई गङ्गा कलिन्दनन्दिनी यमुनाका 
सङ्गम पाकर मनुष्योके आध्यात्मिक, आधिदैविक तथा 
आधिभौतिक--इन तीनों तापोंका नाश करती हैं, उस 
तीर्थराज प्रयागकी जय हो। 
इयामो वटोऽइ्यामगुणे खृणोति 
स्वच्छायया इयामल्या 
श्याम: श्रमं कृन्तति यत्र दृष्टः 
स तीर्थराजो जयति प्रयाग: ॥ 
जहाँ इयामबर उज्ज्वल गुण घारण करता है तथा 
दर्शन करनेपर अपनी श्यामल छायासे मनुष्योंके जन्म- 
मरणरूप श्रमका नाश कर डालता है, उस तीर्थराज 
अयागकी जय हो। 
ब्रह्मादयोऽप्यात्मकृति विहाय 
भजन्ति पुण्यात्मक भागधेयम्‌ । 
यत्रोज्िता दण्डधरः स्वदण्डं 
स तीर्थराजो जयति प्रयागः ॥ 


जनानाम्‌ । 


६१९६ 


* अर्चयस्व हवीकेशा यदीच्छसि परं पदम्‌ » 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


ब्रह्मा आदि देवता भी अपना काम छोड़कर जिस 
पुण्यमय सौभाग्यसे युक्त तीर्थका सेवन करते हैं तथा 
जहाँ दण्डधारी यमराज भी अपना दण्ड त्याग देते है, उस 
तीर्थराज प्रयागकी जय हो। 


यत्सेखया देखनृदेवतादि- 
देवर्षयः प्रत्यहमामनन्ति । 
स्वर्ग च सर्वोत्तमभूमिराज्ये 


स तीर्थराजो जयति प्रयागः ॥ 
देवता, मनुष्य, ब्राह्मण तथा देवर्षि भी प्रतिदिन 
जिसके सेवनसे स्वर्ग एवं सर्वोत्तम भूमप्डलका राज्य 
आप्त करते हैं, उस तीर्थराज प्रयागकी जय हो। 
एनांसि हन्तीति प्रसिद्धवार्ता 
नापप्रलापेन दिशो 
यस्य त्रिलोकी अतता यझोभिः 
सा तीर्थराजो जयति प्रयागः ॥ 
अयाग अपने नामके प्रतापसे समस्त पापोंका नाश 
कर डालता है, यह प्रसिद्ध वार्ता सम्पूर्ण दिशाऑमें फैली 
हुई है। जिसके सुयशसे सारी त्रिलोकी आच्छादित है, 
उस तीर्थराज प्रयागकी जय हो । 
घत्तोऽभितश्चामरचारुकान्ती 
सितासिते सत्र 
बटइछत्रमिदातिभाति 
स तीर्थराजो जयति प्रयागः ॥ 
जहाँ दोनों किनारे श्याम और श्वेत सलिलसे 
सुशोभित दो श्रेष्ठ सरिताएँ यमुना और गङ्गा चैंवरकी 
मनोहर कान्ति धारण कर रही हैं और आदि वट 
(अक्षयवट) छत्रके समान सुशोभित होता है, उस 
तीर्थराज प्रयागकी जय हो। 
आह्मीनपुत्रीत्रिपथास्तियेणी- 
समागमेनाक्षतयागमात्रान्‌। 
ब्रह्मपदं नयन्ति 
स तीर्थराजो जयति प्रयागः ॥ 
सरस्वती, यमुना और गङ्गा- ये तीन नदियाँ जहाँ 
डुबकी लगानेवाले मनुष्योको, जो त्रिवेणी-संगमके 
सम्पर्कसे अक्षत यायफलको आसत हो चुके है, रहा- 


द्रवन्ती । 


सरिद्दरेण्ये । 
आद्यो 


यत्राल्लुतान्‌ 


लोकमें पहुँचा देती हैं, उस तीर्थराज प्रयागकी जय हो । 
केषाञ्चिजन्मकोटिव्रजति सुवचसा यामि यामीति यस्मिन्‌ 
केषाञ्चित्परोषितानां नियतमतिपतेद्‌ वर्षवृन्दं खरिष्ठम्‌ । 
यः प्राप्तो भाग्यलक्षैर्भवति भवति नो वा स वाचामवाच्यो 
दिष्ट्या वेणोबिशिष्टो भवति दूगतिथिः किं प्रयागः प्रयागः ॥ 

“मैं प्रयागमें जाऊँगा, जाऊँगा' इन सुन्दर बातोंमें ही 
कितने ही लोगोंके करोड़ों जन्म बीत जाते हैं [और प्रयागकी 
यात्रा सुलभ नहीं होती] । कुछ लोग घरसे चल तो देते हैं, 
पर मार्गमें ही फँस जानेके कारण उनके अनेकों वर्ष समाप्त 
हो जाते हैं। लाखों बार भाग्यकी सहायता होनेपर भी जो 
कभी प्राप्त होता है और कभी नहीं भी होता, वह त्रिवेणी- 
संगम-विशिष्ट उत्तम यज्ञभूमि प्रयाग वाणीसे परे है। क्या 
मेरा ऐसा भाग्य है कि वह मेरे नेत्रोंका अतिथि हो सके ? 
लोकानामक्षमाणां मरखकृतिषु कलौ स्वर्गकामैर्जपस्तु- 
त्यादिस्तोत्रैर्वचोभिः कथममरपदघासिचिन्तातुराणाम्‌। 
अग्रिष्टोमाश्चमेथप्रमुखमखफलै सम्यगालोच्य साङ्गं 
बरह्मस्ैस्तीर्थराजोऽभिमतद्‌ उपदिष्टोऽयमेव प्रयाग: ॥ 

कलियुगमें मनुष्य स्वर्गकी इच्छा होते हुए भी 
यज्ञ-यगादि करनेमें असमर्थ होनेके कारण जप, स्तुति, 
स्तोत्र एवं पाठ आदिके द्वार किस प्रकार अभरपदकी 
राप्ति हो--इस चिन्तासे आतुर होंगे; उनको अङ्गोंसहित 
अक्निष्टोम और अश्वमेध आदि यशॉंका फल कैसे 
मिले--इसकी भलीभाँति आलोचना करके ब्रह्मा आदि 
देवताओंने इस तीर्थराज प्रयागको ही सब प्रकारके 
अभीष्ट फलोंका दाता बताया है । 


मया अमादातुरतादिदोषतः 
संध्याधिधिनों समुपासितोऽभूत्‌ । 
चेदत्र संध्यां चरतोऽभ्रमादतः 


संध्यास्तु पूर्णाखिलजन्मनोऽपि मे॥ 
यदि मैंने अमाद और आतुरता आदि दोषोके कारण 
भलीभाँति संघ्योपासना नहीं की है तो यहाँ सावधानता- 
पूर्वक संध्या करनेसे मेरे सम्पूर्ण जन्मकी संध्योपासना 
पूर्ण हो जाय। 
अन्यत्रापि प्रगर्जन्महिमनि तपसि श्रेमिभिविंप्रकृष्ट- 
ध्यातः संकीर्तितो योडभिमतपदविधातानिशै निर्व्यपेक्षम्‌ । 


उत्तरस्वण्ड ] 


« गङ्गाकी महिमा, श्रीविष्णु, यमुना, गङ्गा, प्रयाग, काशी, गया एवं गदाभरकी स्तुति » 


&&५५५५५७००४०००५»०००५०५७५४५७७ ४४३४ ३३३७७७७७३७ ७७४५६५६७७७ ७५६७७७७५७७ ७ ७७७०७७ 6७४० ४०४ ५४७#७*»&७४68७9*%०22०8.. 


६१९७ 


श्रीमत्पांशु त्रिवेणीपरिवृढमतुलं तीर्थराजं प्रयाग 
गोऽल॑ंकारध्रकाशे स्वयममरवरैश्चार्चित ते नमामि ॥ 
जो माघमासमें अपनी महिमाके विषयमें अन्यत्र भी 
गर्जना करता है, प्रेमीजनोके दूरसे भी अपना ध्यान और 
कीर्तन करनेपर जो बिना किसोकी सहायताके निरन्तर 
अभीष्ट फल प्रदान करनेवाला है, जिसकी धूलिराशि 
शोभासे सम्पन्न है, जो त्रिवेणीका स्वामी है, जिसकी संसारमें 
कहीं भी तुलना नहीं है तथा जिसका दिव्य स्वरूप 
अंशुमाली सूर्यके समान प्रकाशमान है, उस श्रेष्ठ देवताओं- 
द्वारा पूजित तीर्थराज भ्रयागको मैं प्रणाम करता हूँ । 
अस्माभिः सुतपोऽन्यतापि किमहोऽयज्यन्त किं वाध्वराः 
पात्रे दानमदायि किं बहुविधं कि वा सुरा्षार्चिताः । 
कि सत्तीर्थमसेवि कि द्विजकुले पूजादिभिः सत्कृतं 
येन प्राप सदादिवस्य शिवदा सा राजधानी स्वयम्‌॥ 
आहो ! हमलोगेनि बया कोई उत्तम तपस्या की 
थी? अथवा यज्ञोंका अनुष्ठान किया था? या किसी 
सुपात्रको नाना प्रकारकी यस्तुऑँका दान दिया था? 
अथवा देवताओंकी पूजा की थी? या किसी उत्तम 
तीर्थका सेवन किया था ? अथवा ब्राह्मणवंशका पूजा 
आदिके द्वारा सत्कार किया था, जिससे भगवान्‌ 
सदाशिबकी यह कल्याणदायिनी राजधानी काशी हमें 
स्वयं ही प्राप्त हो गयी ! 
भाग्यैर्मेऽधिगता ह्वानेकजनुषां सर्वाघविध्यंसिनी 
सर्खाश्चर्यययी मया शिवपुरी संसारसिन्योस्तरी । 
लब्धं तजजनुषः फले कुलधलंचक्रे पयित्रीकृतः 
स्वात्मा चाप्यरििलू कृतं किमपरं सर्वोपरिष्टात्‌ स्थितम्‌ ॥ 
मेरै बड़े भाग्य थे, जो अनेक जन्मोंक्री पापराशिका 
विध्वंस करनेवाली संसार-समुद्रके लिये नौकारूपा यह 
सर्वाश्चर्यमयी शिवपुरी मुझे प्राप्त हुई । इससे जन्भ लेनेका 
फल मिल गया। मेरे कुलकी शोभा बढ़ गयी । मेरी 
अन्तरात्मा पवित्र हो गयी तथा मेरे सम्पूर्ण कर्तव्य पूर्ण 
हो गये। अधिक क्या कहूँ, अब मैं सर्वोपरि पदपर 
प्रतिष्ठित हो गया। 
जीवन्नरः पश्यति भद्रलक्षमेखं वदन्तीति पूषा न यस्मात्‌ । 
तस्मान्मया खै वपुवेद्शेन प्राप्ताणि काशी क्षणभङ्खुरेण ॥ 


८७७७५८, 


मनुष्य जीवित रहे तो वह लाखों कल्याणकी बातें 
देखता है--ऐसी जो किवदन्ती है, यह झूठी नहीं है; 
इसीलिये मैंने इस क्षणभङ्गुर शरीरसे भी काशी-जैसी 
पुरोको प्राप्त कर लिया। 
काइयां विधातुममरैरपि दिव्यभूमौ 

सत्तीर्थलिज्गगणनार्चनतो न शक्या । 
गुप्तविवृतानि पुरातनानि 
सिद्धानि योजितकरः प्रणमामि तेभ्यः ॥॥ 

काशीपुरीकी दिव्य भूमिमें कितने उत्तम तीर्थ और 
लिङ्ग हैं, उनकी पूजनपूर्वक गणना करना देनताओके लिये 
भी असंभव है । यहाँ गुप्त और भ्रकटरूपसे जो-जो पुरातन 
सिद्धपीठ हैं, उन्हें मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। 
किं भीत्या दुरितात्कृतात्‌ किमु मुदा पुण्यैरगण्यैः कृतैः 
किं यिद्याभ्यसनान्मदेन जडतादोषाद्‌ विषादेन किम्‌ । 
किं गर्वेण घनोदयादधनतातापेन कि भो जनाः 
स्त्रात्वा श्रीमणिकर्णिकापयसि चेद्‌ विश्वेश्वरो दूश्यते ॥ 

मनुष्यो ! यदि श्रीमणिकर्णिकाके जलमें स्त्रान 
करके भगवान्‌ विश्वनाथजीका दर्शन किया जाता हो तो 
पूर्वकृत पापॉसे भयकी क्या आवश्यकता है। अथवा 
किये हुए अगणित पुण्योंद्वारा प्राप्त होनेकाले आमन्दसे भी 
क्या लेना है। विद्याभ्यासको लेकर घमंड या मूर्खताके 
लिये खेद करनेसे क्या लाभ है? धनकी प्राप्तिसे 
होनेवाले गर्व तथा निर्धनताके कारण होनेवाले संतापसे 
भी क्या प्रयोजन है। 
अल्पस्फीतिनिरापयापि तनुताघ्रब्यक्तशक्त्यात्मता 
ओत्साहाक्यखलेन केवलमनोरागह्ितीयेन यत्‌ । 
अप्राप्यापि मनोरथैरखिषया स्वप्रप्रयत्तेरपि 
आस्ता सापि गदाधरस्य नगरी सहोऽपवर्गप्रदा ॥ 

जो स्वल्प समृद्धिसे युक्त होनेपर भी निरामय 
(नाशरहित) है, सूक्ष्मताके द्वारा ही जो अपनी शाक्ति- 
झाकिता सूचित कर रही है, अप्राप्य होनेपर भी जो 
उत्साहयुक्त बल तथा विशुद्ध मानसिक अनुरागसे प्राप्त 
होती है, मनोरथोंकी भी जहाँतक पहुँच नहीं है, जो स्वप्नमें 
भी सुलभ नहीं होती, बह तत्काल मोक्ष प्रदान करनेवाली 
भगवान्‌ गदाधरकी नगरी गया आज मुझे प्राप्त हुई है । 


यानीह 


१८ 


» अर्जयस्व हषोकेशं यदीच्छसि पर॑ पदम्‌ « 


अन्ये नात्मकृतिर्न पूर्वपुरुबप्रापेर्बलं चात्र त- 
ब्रापीदे स्वजनप्रमाणमचलं किं झापतापादिकम्‌ । 
या दुष्प्रापणयाप्रयागयमुनाकाशीषु॒ पर्वागमात्‌ 
्पिस्तत्र महाफलो विजयते श्रीझारदानुग्रहः ॥ 
कोई पुण्यपर्व आनेपर जो गया, प्रयाग, यमुना और 
काशी आदि दुर्लभ ती्थॉमें आनेका सौभाग्य प्राप्त होता 
है, उसमें महान्‌ फलदायक भगवती झारदाका अनुग्रह 
ही एकमात्र कारण है; उसीकी विजय है। मैं इसे अपना 
पुरुषार्थ नहीं मानता। पूर्वजोने जो यहाँ आकर 
पुण्योपार्जन किया है, उसका बल भी इसमें सहायक 
नहीं है तथा स्वजनवर्गकी अविचल शक्ति भी इसमें 
कारण नहीं है । इन तीर्थेमें आनेपर शाप-ताप आदि क्या 
कर सकते हैं। 
यः श्राद्धसमये दूरात्स्मृतोऽपि पितृमुक्तिदः। 
ते गयायां स्थितं साक्षात्रमामि श्रीगदाधरम्‌ ॥ 
जो श्राद्ध-कालमें दूरसे स्मरण करनेपर भी 
पितरोंको मोक्ष प्रदान करते हैं, गयामें स्थित उन साक्षात्‌ 
भगवान्‌ श्रीरदाधरको मैं प्रणाम करता हूँ। 
पन्थानं समतीत्य दुस्तरमिमं दूराइवीयस्तरं 
क्षुट्रव्याघतरक्षुकण्टकफणिप्रत्यर्थिभि:  संकुल्म्‌। 
आगत्य प्रथमं ह्यं कृपणवाग्‌ याचेज्नः कं परे 
श्रीमदद्वारि गदाश्वर प्रतिदिनं त्वां द्रषटुमुत्कण्ठते ॥ 
भगवान्‌ गदाधर ! यह आपका दास मक्खी, 
मच्छर, बाघ, चीते, कटि, सर्प तथा लुटेरोंसे भरे हुए इस 
दुस्तर मार्गको, जो दूरसे भी दूर पड़ता है, तै करके 
पहले-पहर यहाँ आया है और दीन चाणीमें आपसे 
याचना करता है। भला, आपके सिवा और किसके 
सामने यह हाथ फैलाये | भगवन्‌ ! यह सेवक प्रतिदिन 
आपके शोभासम्पन्न द्वापर आकर दर्शनके लिये 
उत्कण्ठित रहता है । 


सर्वात्मन्निजदर्शनेम च गयाश्राद्धेन सै दैवतान्‌ 
अीणन्‌ विश्वमनीहवत्‌ कथपिहोदासीन्यमारुम्खसे । 
किं ते सर्वद निर्दयत्वमशुना कि चा प्रभुत्वे कले: 
कि खा सत्त्वनिरीक्षणं नृषु चिरं किं वास्य सेवारुचिः ॥ 
सर्वात्मन्‌ ! आप अपने दर्शनसे तथा गयामें किये 
जानेबाले श्राद्धसे देवताओंसहित सम्पूर्ण विश्वको तृप्त 
करते हैं; फिर मेरे सामने क्यों निश्चेष्ट-से होकर उदासीन 
भाव धारण कर रहे हैं? भक्तको सर्वस्व देनेवाले 
दयामय ! क्या इस समय आपने निर्दयता घारण कर ली 
है? या यह कलियुगका प्रभाव है? अथवा देर 
लगाकर आप मनुष्योके सत्त्व (शुद्ध भाव एबं धैर्य) की 
परीक्षा ले रहे हैं या इस दासकी भगवल्सेवामें कितनी 
रुचि है, इसका निरीक्षण कर रहे हैं ? 
गदाधर मया श्राद्ध यच्चीण त्वत्प्रसादतः । 
अनुजानीहि मो देख गमनाय गृहं अति॥* 
गदाधर ! आपकी कृपासे मैंने यहाँ श्राद्धका 
अनुष्ठान किया है; [इसे स्वीकार कीजिये और] देख ! 
अब मुझे घर जानेकी आज्ञा दीजिये। 
एवं हि देवतानां च स्तोत्रं स्वर्गार्थदायकम्‌। 
आद्धकाले पठेन्नित्य॑सत्रानकाले तु यः पठेत्‌॥ 
सर्यतीर्थसमं स्त्रानं अखणात्पठनाऱ्नपात्‌ ॥ 
यागस्य च गङ्गाया यमुनायाः स्तुतेर्ट्रिज । 
अवणेन चिनझथन्ति दोषाश्ैव तु कर्मजाः ॥ 
(२३ । ५१, ५३, ५४) 
इस प्रकार यह देवताओंका स्तोत्र स्वर्ग एवं अभीष्ट 
वस्तु प्रदान करनेवाला है । जो मनुष्य श्राद्धकालमें तथा 
प्रतिदिन स्तरानक्रे समय इसका पाठ करता है, उसे सब 
तीर्थोमें स्रानके समान पुण्य होता है । इसके श्रवण, पाठ 
तथा जपसे उक्त फलकी सिद्धि होती है । ब्रह्मन्‌ ! प्रयाग, 
गङ्गा तथा यमुनाकी स्तुतिका श्रवण करनेसे कर्मजन्य 
दोष नष्ट हो जाते हैं। 


fe ES a ESE 


# अध्याय २३ इलोक १५से ५०तक । 


उत्तरखण्ड ] 


+ तुलसी, शालप्राम तथा प्रयागतीर्घका माहात्म्य » 


६१९ 


तुलसी, शालग्राम तथा प्रयागतीर्थका माहात्म्य 


* शिवजी बोर्ै--नारद ! सुनो; अब मै तुलसीका 

माहात्म्य बताता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य जन्मसे लेकर 
मृत्युपर्यन्त किये हुए पापसे छुटकारा पा जाता है। 
तुलसीका पत्ता, फूल, फल, मूल, शाखा, छाल, तना 
और मिट्टी आदि सभी पावन हैं।* जिनका मृत शरीर 
तुलसी-काष्ठकी आगसे जलाया जाता है, वे 
विष्णुलोकमें जाते हैं। मृत पुरुष यदि अगम्यागमन आदि 
महान्‌ पापोंसे अस्त हो, तो भी तुलसी-काष्ठकी अग्निसे 
देहका दाह-संस्कार होनेपर वह शुद्ध हो जाता है। जो 
मृत पुरुषके सम्पूर्ण आङ्गोमें तुलसीका काष्ठ देकर पश्चात्‌ 
उसका दाह-संस्कार करता है, वह भी पापसे मुक्त हो 
जाता है। जिसकी मृत्युके समय श्रीहरिका कीर्तन और 
स्मरण हो तथा तुलसीकी लकड़ीसे जिसके शरीरका दाह 
किया जाय, उसका पुनर्जन्म नही होता। यदि दाह- 
संस्कारके समय अन्य लकड़ियोंके भीतर एक भी 
तुलसीका काष्ठ हो तो करोड़ों पापोंसे युक्त होनेपर भी 
मनुष्यकी मुक्ति हो जाती है।† तुलसीकी लकड़ीसे 
मिश्रित होनेपर सभी काष्ठ पवित्र हो जाते हैं। 
तुलसी-काष्ठकी अग्रिसे मृत मनुष्यका दाह होता देख 
बिष्णुदूत ही आकर उसे वैकुण्ठमें ले जाते हैं; यमराजके 
दूत उसे नहीं ले जा सकते । वह करोड़ों 'जन्मॉके पापसे 
मुक्त हो भगवान्‌ विष्णुको प्राप्त होता है। जो मनुष्य 
वुलसी-काष्ठकी अझिमें जलाये जाते हैं, उन्हें विमानपर 
बैठकर वैकुण्ठमें जाते देख देवता उनके ऊपर पुष्पाञ्जलि 
चढ़ाते हैं। ऐसे पुरुषको देखकर भगवान्‌ विष्णु और 
शिव संतुष्ट होते हैं तथा श्रीजनार्दन उसके सामने जा 
हाथ पकड़कर उसे अपने धाममें ले जाते हैं। जिस 
अग्निशाला अथवा इमशानभूमिमें घीके साथ तुलसी- 
काष्ठकी अग्नि प्रज्वलित होती है, वहाँ जानेसे मनुष्योका 
पातक भस्म हो जाता है। 


जो ब्राह्मण तुलसी-काष्टकी अभ्निमें हवन करते हैं, 
उन्हें एक-एक सिक्थ (भातके दाने) अथवा एक-एक 
तिलमें अग्निष्टोम यज्ञका फल मिलता है । जो भगवानको 
तुलूसी-काष्टका धूप देता है, वह उसके फलस्वरूप सौ 
यज्ञानुष्ठान तथा सौ गोदानका पुण्य प्राप्त करता है। जो 
तुलसीकी लकड़ीको आँचसे भगवानका नैवेद्य तैयार 
करता है, उसका वह अन्न यदि थोड़ा-सा भी भगवान्‌ 
केशवको अर्पण किया जाय तो वह मेरुके समान 
अन्नदानका फल देनेवाला होता है। जो तुलसी-काष्ठकी 
आगसे भगवानके लिये दीपक जलाता है, उसे दस 
करोड़ दीप-दानका पुण्य प्राप्त होता है। इस लोकमें 
पृथ्वीपर उसके समान वैष्णव दूसरा कोई नहीं दिखायी 
देता। जो भगवान्‌ श्रीकृष्णको तुलसी-काष्ठका चन्दन 
अर्पण करता तथा उनके श्रीविग्नहमें उस चन्दनको 
भक्तिपूर्वक लगाता है। वह सदा श्रीहरिके समीप रमण 
करता है। जो मनुष्य अपने अङ्गमें तुलसीकी कीचड़ 
'लगाकर श्रीविष्णुका पूजन करता है, उसे एक ही दिनमें 
सौ दिनोंके पूजनका पुण्य मिल जाता है । जो पितरोंके 
पिष्डमें तुलसीदल मिलाकर दान करता है, उसके दिये 
हुए एक दिनके पिण्डसे पितरोंको सौ वर्षोतक तृप्ति बनी 
रहती है। तुलसीकी जड़की मिट्टीके द्वास विशेषरूपसे 
स्त्रान करना चाहिये। इससे जबतक वह मिट्टी दारीरमें 
लगी रहती है, तबतक खान करनेवाले पुरुषको तीर्थ- 
सानका फल मिलता है। जो तुलसीकी नयी मञ्जरीसे 
भगवान्‌की पूजा करता है, उसे नाना प्रकारके पुष्पोंद्वारा 
किये हुए पूजनका फल आत होता है । जबतक सूर्य और 
चन्द्रमा हैं, तबतक वह उसका पुण्य भोगता है। जिस 
घरमें तुलसी-वृक्षका बगीचा है, उसके दर्शन और 
स्पर्शसे भी ब्रह्महत्या आदि सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। 


* पत्रे पुष्पे फलं मूल झाखा त्वक्‌ स्कन्धसैज्चितम्‌ । तुलसीसंभल॑ सवै पावनं भृत्तिकादिकप्‌ ॥ (२४॥ २) 


वै यच्चेके तुलसोकाष्ठं मध्ये काष्ठस्य तस्य हि । दाहकाले 


भवेन्मुक्तिः कोरिपापयुतस्य च॥ (२४।७) 


६२० 


= अर्चयस्व हवीकेश यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


जिस-जिस घर, गाँव अथवा वनमें तुलसीका वृक्ष 
हो, वहाँ-बहाँ जगदीश्वर श्रीविष्णु प्रसन्नचित्त होकर 
निवास करते हैं। उस घरमें दरिद्रता नहीं रहती और 
बन्धुओसे वियोग नहीं होता । जहाँ तुलसी विराजमान 
होती हैं, यहाँ दुःख, भय और रोग नहीं ठहरते। यों तो 
तुलसी सर्वत्र ही पवित्र होती हैं, किन्तु पुण्यक्षेत्रमें वे 
अधिक पावन मानी गयी हैं। भगवान्‌के समीप पृथ्वी- 
तलपर तुलसीको लगानेसे सदा विष्णुपद (बैकुण्ठ- 
घाम) की प्राप्ति होती है । तुलसीद्वारा भक्तिपूर्वक पूजित 
होनेपर झान्तिकारक भगवान्‌ श्रीहरि भयंकर उत्पातों, 
रोगों तथा अनेक दुर्निमित्तोका भी नाश कर डालते हैं। 
जहाँ तुलसीकी सुगन्ध लेकर हवा चलती है, वहाँकी 
दसों दिशाएँ और चारों प्रकारके जीव पवित्र हो जाते हैं। 
मुनिश्रेष्ठ ! जिस गृहमें तुलसीके मूलकी मिट्टी मौजूद है, 
वहाँ सम्पूर्ण देवता तथा कल्याणमय भगवान्‌ श्रीहरि 
सर्वदा स्थित रहते हँ । ब्रह्मन्‌! तुलसी-वनको छाया 
जहाँ-जहाँ जाती हो, वहाँ-वहाँ पितरोंकी तृप्तिके लिये 
तर्पण करना चाहिये । 
नारद ! जहाँ तुलसीका समुदाय पड़ा हो, वहाँ 
किया हुआ पिण्डदान आदि पितरोंके लिये अक्षय होता 
है। तुलसीकी जड़में ब्रह्म, मध्यभागमें भगवान्‌ जनार्दन 
तथा मञ्जरीमें श्रीरुद्रदेनका निवास है; इसीसे वह पावन 
मानी गयी है । विशेषतः शिवमन्दिरमें यदि तुलसीका वृक्ष 
लगाया जाय तो उससे जितने नीज तैयार होते हैं, उतने 
ही युगोंतक मनुष्य स्वर्गलोकमें निवास करता हे | जो 
पार्वण श्राद्धके अवसरपर, श्रावण मासमें तथा संक्रान्तिके 
दिन तुरसीका पौधा लगाता है, उसके लिये बह अत्यन्त 
पुण्यदायिनी होती है। जो प्रतिदिन तुलसीदलसे 
भगखानकी पूजा करता है, वह यदि दरिद्र हो तो धनवान्‌ 
हो जाता है। तुलसीको मूर्ति सम्पूर्ण सिद्धियाँ प्रदान 
करनेवाली होती है; वह श्रीकृष्णकी कीर्ति प्रदान करती 
है। जहाँ शारूओआमकी हिला होती है, वहाँ श्रीहरिका 
सानिध्य बना रहता है। वहाँ किया हुआ स्त्रान और दान 
काझीसे सौगुना अधिक महत्त्वशाली है । शालग्रामकी 
घूजासे कुरुक्षेत्र, मयार तथा नैमिषारण्यकी अपेक्षा 


कोरिगुना पुण्य प्राप्त होता है। जहाँ कहीं शालग्राममयी 
मुद्रा हो, यहाँ काशीका सारा पुण्य प्राप्त हो जाता है! 
मनुष्य ब्रह्महत्या आदि जो कुछ पाप करता है, वह सब 
झालमामझिलाकी पूजासे शीघ्र नष्ट हो जाता है। 
महादेवजी कहते हैँ- नारद ! अब मैं वेदोंमें 
कही हुई प्रयागतीर्थकी महिमाका वर्णन करूँगा । जो 
मनुष्य पुण्य-कर्म करनेवाले हैं, वे ही प्रयागमें निवास 
करते हैं। जहाँ गङ्गा, यमुना और सरस्वती--तीनों 
नदियोंका संगम है, वही तीर्थप्रवर प्रयाग है; वह 
देवताओंके लिये भी दुर्लभ है । इसके समान तीर्थ तीनों 
लोकोंमें न कोई हुआ है न होगा । जैसे अहोंमे सूर्य और 
नक्षत्रोमि चन्द्रमा श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार सब तीर्थोमें प्रयाग 
नामक तीर्थ उत्तम है। विद्दन्‌ ! जो प्रातःकाल प्रथागमें 
स्त्रान करता है, वह महान्‌ पापसे मुक्त हो परमपदको प्राप्त 
होता है। जो दरिद्रताको दूर करना चाहता हो, उसे 
प्रयागमें जाकर कुछ दान करना चाहिये। जो मनुष्य 
प्रयागमे जाकर यहाँ रान करता है, बह धनवान्‌ और. 
दीर्घजीवी होता है। वहाँ जाकर मनुष्य अक्षयवटका 
दर्शन करता है, उसके दर्शनमात्रसे ब्रह्महत्याका पाप नष्ट 
होता है। उसे आदिवट कहा गया है। कल्पान्तमें भी 
उसका दर्शन होता है । उसके पत्रपर भगवान्‌ विष्णु शायन 
करते हैं; इसलिये वह अविनाशी माना गया है। 
विष्णुभक्त मनुष्य प्रयागमें अक्षयवटका पूजन करते हैं। 
उस वृक्षमें सूत लपेटकर उसकी पूजा करनी चाहिये। 
यहाँ “माधव' नामसे प्रसिद्ध भगवान्‌ विष्णु नित्य 
विराजमान रहते हैं; उनका दर्शन अवश्य करना चाहिये। 
ऐसा करनेवाला पुरुष महापापोंसे छुटकारा पा जाता है। 
देवता, ऋषि और मनुष्य--सभी वहाँ अपने-अपने 
योग्य स्थानका आश्रय लेकर नित्य निवास करते हैं। 
'गोहत्यारा, चाण्डाल, दुष्ट, दूषितहदय, बालथाती तथा 
अज्ञानी मनुष्य भी यदि वहाँ मृत्युको प्राप्त होता है तो 
चतुर्भुजरूप घारण करके सदा ही वैकुण्ठ-धासमें निवास 
करता है। जो मानव प्रयागमें माघ-स्रान करता है, उसे 
आप्त होनेवाले पुण्यफलको कोई गणना नहीं है। भगवान्‌ 
नारायण प्रयागर्मे स्नान करनेवाले पुरुषोंको भोग और 


उत्तरखण्ड ] 


+ त्रिरात्र तुरूसीव्रतक्ी विधि और महिमा « 


iseeseseeess>:4***५>५५^५.००३४५५४४४४२५४५५५०४०४०*॥ ०४०४५ ५४५५५०००_॥०५५५ ५५९४५५४४५४५ ५५०५०५४४. 


६२२ 


मोक्ष प्रदान करते हैं । जैसे होमे सूर्य और नक्षत्रेमि चन्द्रमा 
श्रेष्ठ है, उसी प्रकार महीनेमें माघ मास श्रेष्ठ है । यह सभी 
करमेकि लिये उत्तम है । विन्‌! यह माघ-मकरका योग 
चराचर त्रिलोकीके लिये दुर्लभ है। जो इसमें यत्रपूर्वक 
सात, पाँच अथवा तीन दिन भी प्रयाग-स्त्रान कर लेता है, 
उसका अभ्युदय होता है । मनुष्य आदि चराचर जीच प्रयाग 


तीर्थका सेवन करके वैकुण्ठलोकको प्राप्त होते हैं। 
दिव्यलोकमें रहनेवाले जो वसिष्ठ और सनकादि ऋषि हैं, वे 
भी भ्रयागतीर्थका बारंबार सेवन करते है । विष्णु, रुद्र और 
इन्द्र भी तीर्थप्रवर प्रयागमें निवास करते हैं । प्रयागमें दान 
और नियमोंके पालनकी प्रशंसा होती है । वहाँ खान और 
जलपान करनेसे पुनर्जन्म नहीं होता | 


त्रिरात्र तुलसीग्रतकी विधि और महिमा 


नारदजी बोले--भगवन्‌ ! आपकी कृपासे मैने 
तुलसीके माहात्म्यका श्रवण किया । अब त्रिरात्र तुलसी- 
ब्रतका वर्णन कीजिये । 

महादेबजीने कहा--विद्वन्‌ ! तुम बड़े बुद्धिमान्‌ 
हो, सुनो; यह श्रत बहुत पुराना है। इसका श्रवण करके 
मनुष्य निश्चय ही सब पापॉसे मुक्त हो जाता है । नारद ! 
ब्रत करनेवाला पुरुष कार्तिक शुक्कपक्षकी नवमी तिथिको 
नियम ग्रहण करे ! पृथ्वीपर सोये और इन्द्रियोंको काबूमें 
रखे। त्रिरात्रत्रत करनेके उद्देशयसे वह शौच-स्रानसे 
शुद्ध हो मनको संयममें रखते हुए प्रतिदिन रातको 
नियमपूर्वक तुलसीवनके समीप शयन करे। मध्याह- 
'कालमें नदी आदिके निर्मल जळमें स्नान करके विधि- 
पूर्वक देवताओं और पितरोंका तर्पण करे। इस त्रतमें 
पूजाके लिये लक्ष्मी और श्रीविष्णुकी सुवर्णमयी प्रतिमा 
बनवानी चाहिये तथा उनके लिये दो वस्न भी तैयार करा 
लेने चाहिये। वस्न पीत और श्वेत वर्णके हों। ब्रतके 
आरम्भमें विधिपूर्वक नवग्रह-शान्ति कराये, उसके बाद 
चरु पकाकर उसके द्वारा श्रीविष्णु देवताकी प्रीतिके लिये 
हवन करे। द्वादशीके दिन देवदेवेश्वर भगवानकी 
यत्नपूर्वक पूजा करके निधिके अनुसार कलश-स्थापन 
करे। कलश शुद्ध हो और फूय-टूटा न हो। उसमें 
पञ्चरल, पञ्चपल्लव तथा ओषधियाँ पड़ी हों। कलशके 
ऊपर एक पात्र रखे और उसके भीतर लक्ष्मौजीके साथ 
भगवान्‌ विष्णुकी अतिमाको विराजमान करे | फिर वैदिक 
और पौराणिक मन्त्रोंका उच्चारण करते हुए तुलसी- 
वृक्षके मूछमें भगवत्मतिमाकी स्थापना करे। तुलसीकी 


चाटिकाको केबल जलसे सींचे। फिर देवाभिदेन 
जगदगुरु भगवानको पञ्चामृतसे स्नान कराकर इस प्रकार 
प्रार्थना करे 
आर्थना-मन्त्र 
'योऽनन्तरूपोऽरितिर्विश्वरूपो 
गर्भोदके ल्टेकबिधिं बिभर्ति। 
प्रसीदतामेष स देवदेवो 
यो मायया विश्वकृदेख रूपी ॥ 

“जिनके रूपका कहीं अन्त नहीं है, सम्पूर्ण विश्व 
जिनका स्वरूप है, जो गर्भरूप (आधारभूत) जलमें 
स्थित होकर लोकसृष्टिका भरण-पोषण करते हैं और 
मायासे ही रूपबान्‌ होकर समस्त संसारकी सृष्टि करते 
है, वे देवदेव परमेश्वर मुझपर प्रसन्न हौँ ।' 

आवाहन-मन्त्र 

आगच्छाच्युत देवेश तेजोराशो जगत्पते। 

सदैव तिभिरध्यंसिस्म्राहि मौ भवसागरात्‌ ॥ 

“हे अच्युत ! हे देवेश्वर ! हे तेजःपुझ जगदीश्वर ! 
यहाँ पधारिये; आप सदा ही अशानान्धकारका नाश 
करनेवाले हैं, इस भवसागरसे मेरी रक्षा कीजिये ।' 

रुजान-मन्त्र 
पञ्चामृतेन सुस्रातस्त्था गन्धोदकेन छ। 
गङ्गादीनां च तोयेन स्त्रातोञ्नन्तः प्रसीदतु ॥ 

“पञ्चामृत और चन्दनयुक्त जलसे भलीभाँति 
नहाकर गङ्गा आदि नदियेकि जलसे स्नान किये हुए 
भगवान्‌ अनन्त मुझपर प्रसन्न हों ।' 


६२२ 


* अर्चयस्व हचीकेशे यदीच्छसि परे पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


५७०९२००७०७९०००००३७०९००७०९००७०००००:३०७०७७०००००००००००५००-७७७७००००:०९:००९००७००७०-५००-९०३००७७७७७७७०७७०००००५००००७०७. 


बिलेपन-मन्त्र 
श्रीखण्डागुरुकर्पूरकुङ्कमादिविलेपनम्‌ १ 
भक्तया दत्ंत्मयाऽऽघ्रेयं लक्ष्म्या सह गृहाण ये ॥ 
“भगवन्‌ ! मैंने चन्दन, अरगजा, कपूर और केसर 
आदिका सुगन्धित अङ्गराग भक्तिपूर्वक अर्पण किया है; 


आप श्रीलक्ष्मीजीके साथ इसे स्वीकार करें ।' 
यख-मन्त्र 
नारायण नमस्तेऽस्तु नरकार्णवतारण । 


त्रैलोक्याधिपते तुभ्यं ददामि बसनं शुचि ॥ 
“नरकके समुद्रसे तारनेचाले नारायण ! आपको 
नमस्कार है। त्रिलोकीनाथ ! मैं आपको पवित्र वख 
अर्पण करता हूँ।' 
यज्ञोपवीत-पन्त्र 
दामोदर नमस्तेऽस्तु जाहि मां भवसागरात्‌ । 
अहासूजै मया दत्तं गृहाण पुरुषोत्तम ॥ 
“दामोदर ! आपको नमस्कार है, भवसागरसे मेरी 
रक्षा कीजिये। पुरुषोत्तम ! मैने ब्रह्मसूत्र (यज्ञोपनीत) 
अर्पण किया है, आप इसे ग्रहण करें।' 
पुष्प-मन्त्र 
पुष्पाणि ज सुगन्धीनि मालत्यादीनि खै प्रभो । 
मया दत्तानि देवेश प्रीतितः प्रतिगृहाताम्‌॥ 
“प्रभो ! मैने मालती आदिके सुगन्धित पुष्प सेवामें 
प्रस्तुत किये हैं, देवेश्वर ! आप इन्हें असत्रतापूर्वक 
स्वीकार करें । पि 
नैवेद्या-मन्ञा 
नैवेद्यं गृह्यतां नाथ भक्ष्यभोज्यैः समन्वितम्‌ । 
सर्वे रसैः सुसम्पन्नं गृहाण परमेश्वर ॥ 
“नाथ ! भक्ष्य-भोज्य पदार्थोसे युक्त मैवेद्य स्वीकार 
कीजिये; परमेश्वर ! यह सब रसोंसे, सम्पन्न है, इसे 
अहण करें।' 
ताम्बूल-मत्र 
पूगानि नागपत्राणि कर्पुरसहितानि ख। 
मया दज्ञामि देवेझ ताम्बूलं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ 
'देवेश्वर ! मैंने सुपारी, पानके पत्ते और कपूर 


आपकी सेवामें भेंट किये हैं; आप यह बीड़ा 
स्वीकार करें ।' 
तत्पश्चात्‌ भक्तिपूर्वक धूप, अगर तथा घी मिलाया 
हुआ गुगुरू--इनकी आहुति देकर भगवानको सुँघाये। 
इस अकार पूजा करनी चाहिये। घीका दीपक जलाना 
चाहिये । मुनिश्रेष्ठ ! एकाग्रचित्त हो भगवान्‌ श्रीलक्ष्मी- 
नाणयणके सामने तथा तुलसीबनके समीप नाना 
अकारका दीपक सजाना चाहिये। चक्रधारी देवाधिदेव 
विष्णुको प्रतिदिन अर्घ्य भी देना चाहिये । पुत्र-प्राप्तिके 
लिये नवमीको नारियलका अर्घ्य देना उत्तम है। धर्म, 
काम तथा अर्थ--तीनोंकी सिद्धे लिये दशमीको 
निजौरेका अर्घ्य अर्पण करना उचित है तथा एकादशीको 
अनारसे अर्घ्य देना चाहिये; इससे सदा दरिद्रताका नाश 
होता है। नारद ! बाँसके पात्रमें सप्तधान्य रखकर उसमें 
सात फल रखे; फिर तुलसीदल, फूल एवं सुपारी 
डालकर उस पात्रको वस्जसे ढक दे। तत्पश्चात्‌ उसे 
भगवानके सम्मुख निवेदन करे। विप्रेन्द्र! अर्घ्य 
निञ्नाङ्कित मन्त्रसे देना चाहिये; इसे एकामचित्त 
होकर सुनो 
अर्घ्य-मन्त्र 
त्तुलसीसहितो देव सदा शङ्खेन संसुतम्‌। 
गृहाणार्घ्यं भया दत्तं देवदेव नमोऽस्तु ते॥ 
“देव | आप तुलसीजीके साथ मेरे दिये हुए इस 
झाङ्कयुक्त अर्घ्यको अहण करें! देवदेव ! आपको 
नमस्कार है।' 
इस प्रकार लक्ष्मीसहित देवेश्वर भगवान्‌ विष्णुकी 
पूजा करके ब्रतकी पूर्तिके निमित्त उन देनदेवेश्वरसे 
प्रार्थना करे 
उपोषितोऽहं देवेश कामक्रोधखिवर्जितः । 
ब्रतेनानेन देवेश त्वमेव शरणे मम॥ 
गृहीतेऽस्मिन्‌, ब्रते देव यदपूणी कूल मया। 
सबै तदस्तु सम्पूर्ण त्वत्मसादाञ्जनार्दन ॥ 
जमः कमलपत्राक्ष नमस्ते जलशायिने । 
इदे ब्रते मया चीर्ण असादात्तव केशव ॥ 


अज्ञानतिमिरध्बंसिन्‌ ब्रतेनानेन 


असादसुमुखो भूत्वा ज्ञानदृष्टिप्रदो भवर ॥« 
“देवेश्वर ! मैंने काम-क्रोधसे रहित होकर इस 
ब्रतके द्वारा उपवास किया है। देवेश! आप ही मेरे 
शरणदाता हैं । देव ! जनार्दन ! इस व्रतको ग्रहण करके 
मैंने इसके जिस अङ्गकी पूर्ति न की हो, बह सब आपके 
्रसादसे पूर्ण हो जाय ! कमलनयन ! आपको नमस्कार 
है। जलशायी नारायण ! आपको प्रणाम है। केशव ! 
आपके ही प्रसादसे मैंने इस ब्रतका अनुष्ठान किया है । 
आज्ञानान्धकारका विनाश करनेवाले केशव ! आप इस 
ब्रतसे प्रसन्न होकर मुझे ज्ञान-दृष्टि प्रदान करे ।' 
"तदनन्तर रातमें जागरण, गान तथा पुस्तकका 
स्वाध्याय करे। गानविद्या तथा नृत्यकलामें प्रवीण 
पुरुषोंद्दार संगीत और नृत्यकी व्यवस्था करे। अत्यन्त 
सुन्दर एवं पवित्र उपाख्यानोके द्वा रात्रिका समय व्यतीत 
करे । निशाके अन्तमें प्रभात होनेपर जब सूर्यदेवका उदय 
हो जाय, तब ग्राह्मणोंको निमन्त्रित करके भक्तिपूर्वक 
वैष्णव श्राद्ध करे । यज्ञोपवीत, वस्त्र, माला तथा चन्दन 


» अन्नदान, जलदान, तडाग-निर्भाण, वृक्षारोपण तथा सत्यभाषण आदिकी महिमा « 


६२३ 


देकर चस्राभूषण एवं केसरके द्वारा पूजनपूर्वक तीन 
ज्राह्मण-दम्पतीकी भोजन कराये। घृत-मिश्रित खौरके 
द्वारा यथेष्ट भोजन करानेके पश्चात्‌ दक्षिणासहित पान, 

फूल और गन्ध आदि दान करे । अपनी शक्तिके अनुसार 

बाँसके अनेक पात्र बनवाकर उन्हें पके हुए नारियल, 

पकवान, वस्त्र तथा भाँति-भाँतिके फलोंसे भरे। 

सपत्रीक आचार्यको वस्न पहनाये । दिव्य आभूषण देकर 

चन्दन और मालासे उनका पूजन करे । फिर उन्हें सब 

सामप्रियोसे युक्त दूध देनेवाली गौ दान करे । गौके साथ 
दक्षिणा, वस्र, आभूषण, दोहनपात्र तथा अन्यान्य 
सामग्री भी दे। श्रीलक्ष्मीनारायणकी प्रतिमा भी सन 
सामग्रियोंसहित आचार्यको दे। सब तीथॉमें स्तरान 
करनेवाले मनुष्योंको जो पुण्य प्राप्त होता है, बह सब इस 
ब्रतके द्वारा देव-देव विष्णुके प्रसादसे प्राप्त हो जाता है। 
व्रत करनेवाला पुरुष इस लोकमें मनको प्रिय लगनेवाला 
सम्पूर्ण पदार्थों और प्रचुर भोगोंका उपभोग करके अन्तमें 
श्रीविष्णुकी कृपासे भगवान्‌ विष्णुके परमधामको प्राप्त 
होता है। 


a 


अन्नदान, जलदान, तडाग-निर्माण, वृक्षारोपण तथा सत्यभाषण आदिकी महिमा 


नारद्जीने पूछा--भगवन्‌! गुणोंमें श्रेष्ठ 
ब्राह्मणोको देनेकी इच्छा रखनेवाला मनुष्य इस लोकमें 
किन-किन वस्तुओंका दान करे ? यह सब नताइये। 

महादेवजी ोले--देवर्षिप्रवर ! सुनो--लोकमें 
तत्को जानकर सज्जन पुरुष अत्रदानकी ही प्रशंसा करते 
हैं; क्योंकि सन कुछ अन्नमें ही प्रतिष्ठित है) अतएव साधु 
महात्मा विशेषरूपसे आन्नका ही दान करना चाहते हैं । 
अन्नके समान कोई दान न हुआ है न होगा । यह चराचर 
जगत्‌ अन्नके ही आधारपर टिका हुआ है। लोकमें अन्न 
ही बलवर्धक है। अन्नमें ही प्राणोंकी स्थिति है। 
कल्याणकी इच्छा रखनेवाले पुरुषको उचित है कि वह 
अपने कुटुम्बको काष्ट देकर भी अन्नकी भिक्षा माँगने- 


खाले महात्मा ब्राह्मणको अवश्य दान दे। नारद ! जो 
याचना करनेवाले पीड़ित ब्राह्मणको अन्न दे, बही 
विद्वनोमे श्रेष्ठ है । यह दान आत्माके पारलौकिक सुखका 
साधन है! रास्तेका थका-माँदा गृहस्थ ब्राह्मण यदि 
भोजनके समय घरपर आकर उपस्थित हो जाय तो 
कल्याणकी इच्छा रखनेवाले पुरुषको अवश्य उसे अन्न 
देना चाहिये । अन्नदाता इहलोक और परलोकमें भी सुख 
उठाता है। थके-माँदे अपरिचित राहगीरको जो बिना 
केशके अन्न देता है, बह सब धर्माका फल प्राप्त करता है। 
अतिथिकी न तो निन्दा करे और न उससे द्रोह ही रखे । 
उसे अन्न अर्पण करे । उस दानकी विशेष प्रशंसा है। 
महामुने ! जो मनुष्य अन्नसे देवताओं, पितरों, 


»-उत्तरखण्डके २६वें अध्यायसे उद्धृत । 


६२४ 


* अर्चयस्व इषीकेर यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


ब्राह्मणों तथा अतिथियोंको तृप्त करता है, उसे अक्षय 
पुण्यकी प्राप्ति होती है। महान्‌ पाप करके भी जो 
याचकको--विशेषतः ब्राह्मणको अन्न-दान करता है, 
वह पापसे मुक्त हो जाता है । ब्राह्मणको दिया हुआ दान 
अक्षय होता है । शुद्रको भी किया हुआ अन्न-दान महान्‌ 
फल देनेवाला है । अन्न-दान करते समय याचकसे यह 
न पूछे कि यह किस गोत्र और किस शाखाका है, तथा 
उसने कितना अध्ययन किया है? अन्नका अभिलाषी 
कोई भी क्यों न हो, उसे दिया हुआ अन्न-दान महान्‌ 
'फल देनेवाला होता है। अतः मनुष्योंको इस पृथ्वीपर 
विशेष रूपसे अत्रका दान करना चाहिये। 
जलका दान भी श्रेष्ठ है; वह सदा सब दानोंमें उत्तम 
है । इसलिये बाबलो, कुआँ और पोखरा बनवाना चाहिये । 
जिसके खोदे हुए जलाशयमें गौ, ब्राह्मण और साधु पुरुष 
सदा पानी पीते हैं, बह अपने कुलको तार देता है । नारद ! 
जिसके पोखरेमें गर्मीकि समयतक पानी ठहरता है, वह 
कभी दुर्गम एवं विषम संकटका सामना नहीं करता । 
पोखरा बनवानेवाल्त्र पुरुष तीनों लोकोंमें सर्वत्र सम्मानित 
होता है । मनीषी पुरुष धर्म, अर्थ और कामका यही फल 
बतलाते हैं कि देशमें खेतके भीतर उत्तम पोखरा बनवाया 
जाय, जो प्राणियोके लिये महान्‌ आश्रय हो। देवता, 
मनुष्य, गन्धर्व, पितर, नाग, राक्षस तथा स्थावर प्राणी भी 
जलाशयका आश्रय लेते हैं । जिसके पोखरेमें केवल वर्षा 
ऋतुमें ही जल रहता है, उसे आम्निहोत्रका फल मिलता है । 
जिसके तालाबमें हेमन्त और झिदिर कालतक जल 
ठहरता है, उसे सहस्र गोदानका फल मिलता है । यदि 
नसन्त तथा ग्रीष्म ऋतुतक पानी रुकता हो तो मनीषी पुरुष 
अतिरात्र और अश्वमेघ यज्ञोंका फल बतलाते हैं । 


अब वृक्ष लगानेके जो लाभ हैं, उनका वर्णन 
सुनो । महामुने ! वृक्ष लगानेवाला पुरुष अपने 
भूतकालीन पितरों तथा होनेबाले वंशजोंका भी उद्धार 
कर देता है। इसलिये वृक्षोंको अवश्य लगाना चाहिये । 
वह पुरुष परलोकमें जानेपर वहाँ अक्षय लोकोंको प्राप्त ' 
करता है। वृक्ष अपने फूलॉसे देवताओंका, पत्तॉसे 
पितरोंका तथा छायासे समस्त अतिथियोंका पूजन करते 
हैं। किन्नर, यक्ष, राक्षस, देवता, गन्धर्व, मानव तथा 
ऋषि भी वृक्षोंका आश्रय लेते हैं। वृक्ष फूल और 
'फलॉसे युक्त होकर इस लोकमें मनुष्योंको तृप्त करते हैं। 
वे इस लोक और परलोकमें भी धर्मतः पुत्र माने गये हैं । 
जो पोखरेके किनारे वृक्ष लगाते, यज्ञानुष्ठान करते तथा 
जो सदा सत्य बोलते हैं, चे कभी स्वर्गसे भ्रष्ट नहीं होते । 

सत्य ही परम मोक्ष है, सत्य ही उत्तम शास्त्र है, 
सत्य देवताओंमें जाग्रत्‌ रहता है तथा सत्य परम पद है । 
तप, यज्ञ, पुण्यकर्म, देनर्षि-पूजन, आद्यविधि और 
विद्या--ये सभी सत्यमे प्रतिष्ठित हैं। सत्य ही यज्ञ, दान, 
मन्त्र और सरस्वती देवी हैं; सत्य ही ब्रतचर्या है तथा 
सत्य ही ३>कार है । सत्यसे ही वायु चलती है, सत्यसे 
ही सूर्य तपता है, सत्यके प्रभावसे ही आग जलती है 
तथा सत्यसे ही स्वर्ग टिका हुआ है । लोकमें जो सत्य 
बोलता है, वह सब देवताओंके पूजन तथा सम्पूर्ण 
तीथ्थोमें स्नान करनेका फल निःसंदेह प्राप्त कर लेता है । 
एक हजार अश्वमेध यशका पुण्य और सत्य--इन 
दोनॉको यदि तराजूपर रखकर तौला जाय तो सम्पूर्ण 
यज्ञोंकी अपेक्षा सत्यका ही पलड़ा भारी होगा । देवता, 
पितर और ऋषि सत्यमें ही बिश्वास करते हैं । सत्यको ही 
परम धर्म और सत्यको ही परम पद कहते हैं ।* सत्यको 


* सत्यमेव परो मोक्षः सत्यमेव परं श्रुतम्‌ । सत्यं देवेषु जागर्ति सत्यं च परमं पदम्‌ ॥ 
तपो यज्ञा पुण्यं च तथा देवर्षिपूजनम्‌। आद्यो विधिश्व विद्या च सर्वं सत्ये अतिष्ठितम्‌॥ 
सत्यं यस्तथा दानं मन्त्रो देवी सरस्वती । व्रतचर्या तथा सत्यमोङ्कारः सत्यमेब च॥ 
सत्येन वायुरम्येति सत्येन तपते रविः। सत्येन चामिर्दहति स्वर्गः सत्येन तिष्ठति॥ 


पूजनं सर्वदेवानां 


सर्चतीर्थावगाहनम्‌ | सत्यं च वदते लोके सर्वमाप्रोत्यसंशयः ॥ 


अश्वमेधसहस्रं च सत्यं च तुल्या धृतम्‌। सर्वेषं सर्वयशानां सत्यमेव विशिष्यते ॥ 
सत्ये देवाः अतीयन्ते पितरो ऋषयस्तथा । सत्यमाहुः परे धमै सत्यमाहुः परे पदम्‌ ॥ (२८।२०--२६) 


उत्तरस्वण्ड ] 


* अन्नदान, जलदान, तडाग-निर्माण, वृक्षारोपण तथा सत्यभाषण्य आदिकी महिमा » 


35००2९०४७४७०७४७०७०७००४४५००9 ५90» *#४»०*८४»४०»५७»७०४७3*&&$* 9० कक ४5४०० ०४० ४४४४७ #&8*७&5»2/*७2०58. 


परबहाका स्वरूप बताया गया है; इसलिये मैं तुम्हें 
सत्यका उपदेश करता हूँ। सत्यपरायण मुनि अत्यन्त 
दुष्कर तपस्या करके सत्यघर्मका पालन करते हुए इस 
लोकसे स्वर्गको प्राप्त हुए हैं। सदा सत्य ही बोलना 
चाहिये, सत्यसे बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है। 
सत्यरूपी तीर्थ अगाध, विस्तृत एवं पवित्र हद (कुण्ड) 
से युक्त है; योगयुक्त पुरुषोंको उसमें मनसे स्नान करना 
चाहिये। यही स्त्रान उत्तम माना गया है। जो मनुष्य 
अपने, पराये अथवा पुत्रके लिये भी असत्य भाषण नहीं 
करते, वे स्वर्गगामी होते हैं। ब्राह्मणोंमें वेद, यज्ञ तथा 
मन्त्र नित्य निवास करते हैं; किन्तु जो ब्राह्मण सत्यका 
परित्याग कर देते हैं, उनमें वेद आदि शोभा नहीं देते; 
अतः सत्य-भाषण करना चाहिये। 
नारदजीने कहा--भगवन्‌ ! अब मुझे विशेषतः 
तपस्याका फल बताइये; क्योंकि प्रायः सभी वर्णका तथा 
मुख्यतः ब्राह्मणोंका तपस्या ही बल है। 
महादेवजी खोले- नारद ! तपस्याको श्रेष्ठ 
बताया गया है | तपसे उत्तम फलकी प्राप्ति होती है । जो 
सदा तपस्यामें संलग्न रहते हैं, वे सदा देबताओंके साथ 
आनन्द भोगते हैं। तपसे मनुष्य मोक्ष पा लेता है, तपसे 
"महत्‌! पदकी प्राप्ति होती है। मनुष्य अपने मनसे 
ज्ञान-विज्ञानका खजाना, सौभाग्य और रूप आदि 
जिस-जिस सस्तुकी इच्छा करता है, वह सब उसे 
तपस्यासे मिल जाती है । जिन्होंने तपस्या नहीं की है, वे 
कभी ब्रह्मल्लोकमें नहीं जाते। पुरुष जिस किसी कार्यका 
उद्देश्य लेकर तप करता है, वह सब इस लोक और 
परलोकमें उसे प्राप्त हो जाता है। शराबी, परखीगामी, 
झहाहत्यारा तथा गुरुपत्रीगामी-जैसा पापी भी तपस्याके 
बलसे सबसे पार हो जाता है--सन पापोंसे छुटकारा पा 
लेता है ।* तपस्याके प्रभावसे छियासी हजार ऊर्ध्वरेता 


मुनि स्वर्गमें रहकर देवताओकि साथ आनन्द भोग रहे 
हैं। तपस्यासे राज्य प्राप्त होता है । इन्द्र तथा सम्पूर्ण देवता 
और असुरेनि तपस्यासे ही सदा सबका पालन किया है । 
तपस्यासे ही वै वृत्तिदाता हुए हैं। सम्पूर्ण लोकोकि हितमें 
लगे रहनेवाले दोनों देवता सूर्य और चन्द्रमा तपसे ही 
प्रकाशित होते हैं। नक्षत्र और ग्रह भी तपस्यासे ही 
कान्तिमान्‌ हुए हैं । तपस्यासे मनुष्य सब कुछ पा लेता है, 
सब सुखोंका अनुभव करता है। 

मुने ! जो जंगलमें फल-मूल खाकर तपस्या करता 
है तथा जो पहले केवल घेदका अध्ययन ही करता 
है--बे दोनों समान हैं । बह अध्ययन तपस्याके ही तुल्य 
है। श्रेष्ठ द्विज वेद पढ़ानेसे जो पुण्य प्राप्त करता है, 
स्वाध्याय और जपसे इसकी अपेक्षा दूना फल पा जाता 
है। जो सदा तपस्या करते हुए शास्त्रके अभ्याससे 
ज्ञानोपार्जन करता है और लोकको उस ज्ञानका बोध 
कराता है, वह परम पूजनीय गुरु है। पुराणवेत्ता पुरुष 
दानका सबसे श्रेष्ठ पात्र है। वह पतनसे त्राण करता है, 
इसलिये पात्र कहलाता है। जो लोग सुपात्रको घन, 
धान्य, सुवर्ण तथा भाँति-भाँतिके वस्त्र-दान करते हैं, वे 
परम गतिको प्राप्त होते हैं। जो श्रेष्ठ पात्रको गौ, भैंस, 
हाथी और सुन्दर-सुन्दर घोड़े दान करता है, वह सम्पूर्ण 
लोकोंमें अश्वमेधके अक्षय फलको प्राप्त होता है। जो 
सुपात्रको जोती-बोयी एवं फलसे भरी हुई सुन्दर भूमि 
दान करता है, वह अपने दस पीढ़ी पहलेके पूर्वजों और 
दस पीढ़ी बादतककी संतानोंको तार देता है तथा दिव्य 
विमानसे विष्णुलोकको जाता है । देखगण पुस्तक बाँचनेसे 
जितना संतुष्ट होते हैं, उतना संतोष उन्हें यज्ञे, प्रोक्षण 
(अभिषेक) से तथा फूलोंद्वारा की हुई पूजाऑसे भी 
नहीं होता । जो भगवान्‌ विष्णुके मन्दिरमें घर्म-प्रन्थका 
पाठ कराता है तथा देवी, शिव, गणेश और सूर्यके 


# तपो हि परमं प्रोक्तं तपसा विन्दते फलम्‌ । तपोरता हि ये नित्य मोदन्ते सह दैदतैः॥ 
तपसा मोक्षमाप्नोति तपसा विन्दते महत्‌। ज्ञानविज्ञानसम्पत्तः सौभाग्यं रूपमेव च॥ 
तपसा लभ्यते सवै मनसा यद्चदिच्छति। नातप्ततपसो यान्ति ब्रह्मत्रेंक कदाचन ॥ 
'यत्कायै किञ्चिदास्थाय. पुरुषस्तप्यते तपः । तत्सव समवाप्रोति -परत्रेह च मानवः॥ 
सुपः परदारी च ब्रह्महा गुरुतल्पगः। तपसा तरते सबै सर्वतश्च विमुच्यते॥ (२८ । ३५--३९) 


घर 


* अर्चयस्व हृषीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ « 


( संक्षिप्त पद्मपुराण 


मन्दिस्में भी उसकी व्यवस्था करता है, वह मानव 
राजसूय और अश्वमेध यज्ञोंका फल पाता हैं। 
इतिहासपुराणके ग्रन्थोंका बाँचना पुण्यदायक है। ऐसा 
करनेवाला पुरुष सम्पूर्ण कामनाओंको प्राप्त कर लेता है 
तथा अन्तमें सूर्यलोकका भेदन करके ब्रहालोकको 
चला जाता है। वहाँ सौ कल्पोंतक रहनेके पश्चात्‌ इस 
पृथ्वीपर जन्म ले राजा होता है। एक हजार अश्वमेध 


यज्ञॉका जो फल बताया गया है, उसे वह मनुष्य भी 
आप्त कर लेता है, जो देवताके आगे महाभारतका पाठ 
करता है। अतः सब प्रकारका प्रयल करके भगवान्‌ 
विष्णुके मन्दिरमें इतिहासपुराणके ग्रन्थॉका पाठ करना 
चाहिये। वह शुभकारक होता है। विष्णु तथा अन्य 
देवताओकि लिये दूसरा कोई साधन इतना प्रीतिकारक 
नहीं है। 


— + — 
मन्दिरमे पुराणकी कथा कराने और सुपात्रको दान देनेसे होनेवाली सद्रतिके विषयमें 
एक आख्यान तथा गोपीचन्दनके तिछूककी महिमा 


महादेकजी कहते हैं--नारद ! इस विषयमें विज्ञ 
पुरुष एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। यह इतिहास 
अत्यन्त पुरातन, पुण्यदायक सब पापोंको हरनेवात्त्र तथा 
शुभकारक है। देवर्षे ! ब्रह्मपुत्र सनत्कुमारने लोक- 
पितामह ब्रह्माजीको नमस्कार करके मुझे यह उपाख्यान 
सुनाया था। 

सनत्कुमार खोले--एक दिन मैं धर्मणजसे 
मिलने गया था । वहाँ उन्होंने बड़ी प्रसन्नता और भक्तिके 


छ परी 4 


साथ नाना प्रकारकी स्तुतियोंद्वारा मेरा सत्कार किया । 
तत्पश्चात्‌ मुझे सुखमय आसनपर बैठनेके लिये कहा । 
बैठनेपर मैने जहाँ एक अद्भुत बात देखी। एक पुरुष 
सोनेके विमानपर बैठकर वहाँ आया। उसे देखकर 
धर्मराज बड़े वेगसे आसनसे उठ खड़े हुए और 
आगन्तुकका दाहिना हाथ पकड़कर उन्होंने अर्घ्य 
आदिके द्वारा उसका पूर्ण सत्कार किया। तत्पश्चात्‌ वे 
उससे इस प्रकार बोले। 

धर्मने कहा--धर्मके द्रष्टा महापुरुष ! तुम्हारा 
स्वागत है ! मैं तुम्हारे दर्शनसे बहुत प्रसन्न हूँ मेरे पास 
बैठो और मुझे कुछ ज्ञानकी बातें सुनाओ | इसके बाद 


| उस धाममें जाना, जहाँ श्रीत्रह्माजी विराजमान हैं। 


सनत्कुमार कहते हैं--धर्मराजके इतना कहते ही 
एक दूसरा पुरुष उत्तम विमानपर बैठा हुआ वहाँ आ 
पहुँचा । धर्मराजने विनीत भावसे उसका भी विमानपर ही 
पूजन किया तथा जिस प्रकार पहले आये हुए मनुष्यसे 
सान्त्वनापूर्वक वार्तालाप किया था, उसी प्रकार इस 
नवागन्तुकके साथ भी किया। यह देखकर मुझे बड़ा 
विस्मय हुआ । मैंने धर्मसे पूछा--'इन्होंने कौन-सा ऐसा 


कर्म किया है, जिसके ऊपर आप अधिक संतुष्ट हुए 


हैं? इन दोनेकि द्वारा ऐसा कौन-सा कर्म बन गया है, 
जिसका इतना उत्तम पुण्य है ? आप सर्वज्ञ हैं, अतः 
बताइये किस कर्मके प्रभावसे इन्हें दिव्य फलकी प्राप्ति 
हुई है?” मेरी बात सुनकर घर्मराजने कहा--'इन 


उत्तरखण्ड ] 


+ मन्दिरमें पुराणकी कथा कराने तथा गोपीचन्दनके तिरूककी घहिमा + 


६२७ 


दोनोंका किया हुआ कर्म बताता हूँ, सुनो । पृथ्वीपर 
वैदिश नामका एक विख्यात नगर है। वहाँ धरापाल 
नामसे प्रसिद्ध एक राजा थे, जिन्होंने भगवान्‌ विष्णुका 
मन्दिर बनवाकर उसमें उनकी स्थापना की | उस नगरमें 
जितने लोग रहते थे, उन सबको उन्होंने भगवानका 
दर्शन करनेके लिये आदेश दिया। गाँवके भीतर बना 
हुआ श्रीविष्णुका वह सुन्दर मन्दिर लोगॉसे ठसाठस भर 
गया। तब राजाने पहले ब्राह्मण आदिके समुदायका 
पूजन किया, फिर उन महाबुद्धिमान्‌ नरेशने इतिहास- 
पुराणके ज्ञाता एक श्रेष्ठ द्विजको, जो विद्यामे भी श्रेष्ठ थे, 
वाचक बनाकर उनकी विशेष रूपसे पूजा की। फिर 
क्रमशः गन्ध-पुष्प आदि उपचारोंसे पुस्तकका भी पूजन 
करके. राजाने वाचक ब्राह्मणसे विनयपूर्वक कहा-- 


धन दूँगा।' 

मुनिश्रेष्ठ ! इस प्रकार राजाके आदेशसे वहाँ 
पुण्यमय कथा-वार्ताका क्रम चालू हो गया। वर्ष 
बीतते-बीतते आयु क्षीण हो जानेके कारण राजाकी मृत्यु 
हो गयी । तब मैंने तथा भगवान्‌ विष्णुने भी इनके लिये 
द्युलोकसे विमान भेजा था। ये जो दूसरे ब्राह्मण यहाँ 
आये थे, इन्होंने सत्सङ्गके द्वारा उत्तम घर्मका श्रवण 
किया था। श्रवण करनेसे श्रद्धावश इनके हदयमें 
परमात्माकी भक्तिका उदय हुआ । मुनिश्रेष्ठ ! फिर इन्होंने 
उन महात्मा वाचककी परिक्रमा की और उन्हें एक माशा 
सुवर्ण दान दिया । सुपात्रको दान देनेसे इन्हें इस प्रकारके 


फलकी आप्ति हुई है । मुने ! इस प्रकार यह कर्म, जिसे 
इन दोनोंने किया था, मैंने कह सुनाया । 


"द्विजश्रेष्ठ ! मैंने महादेवजी कहते हैं-जो मनीषी पुरुष इस 
सस AR पुण्य-प्सङ्गका माहात्म्य श्रवण करते हैं, उनकी किसी 
जन्ममें कभी दुर्गति नहीं होती । देवर्षिप्रवर ! अब दूसरी 
बात सुनाता हूँ, सुनो । गोपीचन्दनका माहात्म्य जैसा मैने 
देखा और सुना है, उसका वर्णन करता हूँ। ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र--कोई भी क्यों न हो, जो 
विष्णुका भक्त होकर उनके भजनमें तत्पर रहकर अपने 
आङ्गोंमें गोपीचन्दन लगाता है, वह गङ्काजलसे नहाये 
हुएकी भाँति सब दोषॉसे मुक्त हो जाता है । कल्याणकी 
इच्छा रखनेवाले वैष्णव ब्राह्मणेके लिये गोपीचन्दनका 
|| तिलक धारण करना विशेष रूपसे कर्तव्य है । ललाटमें 
७ | १० दण्डके आकारका, वक्षःस्थलमें कमलके सदृश, 
|| बाहुओके मूलभागमें बाँसके पत्तेके समान तथा अन्यत्र 
दीपकके तुल्य चन्दन लगाना चाहिये। अथवा जैसी 
[ज रुचि हो, उसीके अनुसार भिन्न-भिन्न अङ्गोमे चन्दन 
वाचि लगाये, इसके लिये कोई खास नियम नहीं. है! 
Hh हन » र यम गोपीचन्दनका तिलक धारण करनेमात्रसे ब्राह्मणसे लेकर 
बनवाया है, इसमें धर्म श्रवण करनेकी इच्छासे चारों 
वर्णोंका समुदाय एकत्रित हुआ है; अतः आप पुस्तक 
बाँचिये। इस समय ये सौ स्वर्णमुद्राँ उत्तम किष्णुमें भेद नहीं मानना चाहिये; वह इस लोकमें 
जीबिकावृत्तिके रूपमें अहण कीजिये और एक वर्षतक श्रीविष्णुका ही स्वरूप होता है। 


प्रतिदिन कथा कहिये। वर्ष समाप्त होनेपर पुनः और तुलसीके पत्र अथवा काष्ठकी बनी हुई माला 
- संण्पन्पुर २९-- 


चाण्डालतक सभी मनुष्य शुद्ध हो जाते हैं। जो वैष्णव 
ब्राह्मण भगवान्‌ विष्णुके ध्यानमें तत्पर हो, उसमें तथा 


६२८ 


० अर्चयस्व इवीकेशं यदोच्छसि परे पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


444५००५ ५ ४०० कप ३७७७७७७३३७ ७०३७७७७७७७ ७७७७५७७७७४ ४७७७७७७७७७ ७४७७७७ ०७७७००७७७ 


धारण करनेसे ब्राहमण निश्चय ही मुक्तिका भागी होता नहीं होती । ब्रहान्‌.! इस पृथ्वीपर जो शराबी, स्री और 
है ।* मृत्युके समय भी जिसके ललाटपर गोपीचन्दनका बाल्कोंकी हत्या करनेवाले तथा अगम्या खीके साथ 
तिलक रहता है, बह निमानपर आरूढ हो विष्णुके परम समागम करनेवाले देखे जाते हैं, वे भगवद्धक्तोंके 
पदको प्राप्त होता है। नारद ! कलियुगमें जो नरश्रेष्ठ दर्शनमात्रसे पापमुक्त हो जाते हैं। मैं भी भगवान्‌ 


गोपीचन्दनका तिलक धारण करते है, उनकी कभी दुर्गति 


विष्णुकी भक्तिके प्रसादसे वैष्णन हुआ हूँ। 


कत्ल औ ललल 


संवत्सरदीप-व्रतकी विधि और महिमा 


नारदजी खोले भगवन्‌! अब मुझे सब ब्रतोंमें 
प्रधान 'संवत्सरदीप' नामक व्रतकी उत्तम विधि बताइये, 
जिसके करनेसे सब त्रतोंके अनुष्ठानका फल निस्संदेह 
प्राप्त हो जाय, सब कामनाओंकी सिद्धि हो तथा सब 
पापोंका नाश हो जाय । 

महादेखजीने कहा-_देवर्षे ! मैं तुम्हें एक 

पापनादाक रहस्य बताता हूँ, जिसे सुनकर ब्रह्महत्यारा, 
गोघाती, मित्रहन्ता, गुरुस््रीगामी, विश्वासघाती तथा क्रूर 
इदयवाला मनुष्य भी शाश्वत मोक्षको प्राप्त होता है तथा 
अपनी सौ पीढ़ियोंका उद्धार करके विष्णुलोकको जाता 
है। वह रहस्य संवत्सरदीपवत है, जो बहुत ही श्रेयस्कर 
ब्रत है। मैं उसकी विधि और महिमाका वर्णन करूँगा। 
हेमन्त ऋतुके अथम मास--आगहनमें शुभ एकादशी 
तिथि आनेपर ब्राह्मुहूर्तमें उठे और काम-क्रोधसे रहित 
हो नदीके संगम, तीर्थ, पोरे या नदीमें जाकर स्त्रान करे 
अधवा भनको वशमें रखते हुए घरपर ही स्रान करे। 
स्तरात करनेका मन्त्र इस प्रकार है-- 

स्नातोऽहं सर्वतीर्थेषु गर्ते प्रस्रवणेषु ख। 
नदीषु सर्वतीर्थेषु तत्त्रानं देहि मे सदा॥ 

“मैं सम्पूर्ण तीर्थो, कुण्डों, झरनों तथा नदियोंमें स्नान 
कर चुका । जल ! तुम मुझे उन सबमें स्नान करनेका 
फल प्रदान करो ।' 

तदनन्तर देवताओं और पितरोंका तर्पण करके जप 
करनेके अनन्तर जितेन्द्रिय पुरुष देवदेव भगवान्‌ लक्ष्मी- 
नारायणका पूजन करे ! पहले पञ्चामृतसे नहलाकर फिर 


चन्दनयुक्त जलसे स्रान कराये । तत्पश्चात्‌ इस प्रकार कहे-- 
स्नातोऽसि लक्ष्म्या सहितो देवदेव जगत्पते । 
मां सधुद्धर देवेशा घोरात्‌ संसारबन्धनात्‌ ॥ 
“देवदेव ! जगत्पते ! देवेश्वर ! आप लक्ष्मीजीके 
साथ र्त्रान कर चुके हैं; इस घोर संसार-बन्धनसे मेरा 
उद्धार कीजिये ।' 
इसके बाद वैदिक तथा पौराणिक मन्त्रॉसे भक्ति- 
पूर्वक लक्ष्मीसहित भगवान्‌ विष्णुका पूजन करे । 'अतो 
देव' इस सूक्तसे अथवा पुरुषसूक्तसे पूजा करनी 
चाहिये। अथवा-- 
नमो भत्स्याय देवाय कूर्मदेबाय वै नमः। 
चमो वाराहदेछाय नरसिंहाय सै नमः॥ 
वामनाय नमस्तुभ्यं परशुरामाय ते नमः । 
नम्तोऽस्तु रामदेवाय विष्णुदेबाय ते नभ॥ 
नमोऽस्तु बुद्धदेखाय कल्किने च नमो नमः । 
जमः सर्वात्मने तुभ्यं शिरसेत्पभिपूजवेत्‌ ॥ 
"मत्स्य, कच्छप, वाराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, 
राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्की--ये दस अवतार धारण 
करनेवाले आप सर्वात्माको मैं मस्तक झुकाकर नमस्कार 
करता हूँ।' यों कहकर पूजन करे । 
अथवा भगवान्के जो किशव' आदि प्रसिद्ध नाम 
हैं, उनके द्वारा श्रीहरिका पूजन करना चाहिये। 
घूपका मन्त्र 
चनस्पतिरसो दिव्यः सुरभिर्गन्धवाञ्छुचिः । 
धूपोञ्य देवदेवेश नमस्ते _अतिगृहयताम्‌, ॥ 


उ रि त +-+5 


= तुलसीपत्रमालां च तुलसीकाष्ठसंभवाम्‌ । धृत्वा वै जाह्मणो भूयान्मुक्तिभागी न संशयः ॥ (३० । १९) 


उत्तरस्वण्ड ] 


६२९ 


“देवदेवेश्वर ! मनोहर सुगन्धसे भरा यह परम पवित्र 
दिव्य जनस्पतिका रसरूप धूप आपकी सेवामे प्रस्तुत है; 
आपको नमस्कार है, आप इसे स्वीकार करें ।' 

दीपका मन्त्र 
दीपस्तमो नाझयत्ति दीपः कान्तिं प्रयच्छति । 
तस्माद्दीपप्रदानेन प्रीयतो मे जनार्दनः ॥ 

“दीप अन्धकारका नाश करता है, दीप कान्ति 
प्रदान करता है; अतः दीपदानसे भगवान्‌ जनार्दन मुझपर 
असन्न हों।' 

नैलेदा-भन्त्र 
नैवेधामिदमन्नादों देवदेल जगत्पते । 
लक्ष्म्या सह गृहाण स्व॑ परमामृतमुत्तमम्‌ ॥ 
“देवदेव ! यह अन्न आदिका बना हुआ नैवेध 
सेवामें प्रस्तुत है; जगदीश्वर ! आप लक्ष्मीजीके साथ इस 
परम अमृतरूप उत्तम नैवेद्यको ग्रहण कीजिये।' 
तदनन्तर श्रीजनार्दनका ध्यान करके राङ्खमें जल 
और हाथमें फल लेकर भक्तिपूर्वक अर्घ्य निवेदन करे; 
अर्ध्यका भन्त्र इस प्रकार है-- 
जन्मान्तरसहस्रेण यन्मया पातकं कृतम्‌। 
तत्सर्व नाझमायातु असादात्तव केशव ॥ 
“केशव ! हजारों जन्मॉमें मैंने जो पातक किये हैं, 
चे सब आपकी कृपासे नष्ट हो जाय॑ ।' 
इसके बाद घी अथवा तेलसे भरा हुआ एक सुन्दर 
नवीन कलश ले आकर भगवान्‌ लक्ष्मीनारायणके सामने 
स्थापित करे। कलशके ऊपर ताँबे या मिट्टीका पात्र 
रखे । उसमें नौ तन्तुओकि समान मोटी बत्ती डाल दे तथा 
कलशको स्थिरतापूर्वक स्थापित करके वहाँ वायुरहित 
गृहमें दीपक जलाये । देवर्षे ! फिर पवित्रतापूर्वक पुष्प 
और गन्ध आदिसे कलशकी पूजा करके निग्नाङ्कित 
मन्त्रसे शुभ संकल्प करे-- 
कामो भूतस्य भष्यस्य सम्राडेको विराजते । 
दीपः संवत्सर यावन्मयायं परिकल्पितः । 
अमिहत्रमविच्छिन्रं प्रीयता मम केशवः ॥ 
“भूत और भविष्यके सम्राट्‌ तथा सबकी कामनाके 
विषय एक--अद्वितीय परमात्मा सर्वत्र विराजमान हैं। 
मैंने एक वर्षतक प्रज्वल्ति रखनेके लिये इस दीपककी 


स्थापना की है; यह अखण्ड अग्निहोत्ररूप है। इससे 
भगवान्‌ केशव मुझपर प्रसन्न हों। 
तत्पश्चात्‌ इन्द्रियॉको वशर्मे रखते हुए वेदेकि 

स्वाध्याय तथा ज्ञानयोगमें तत्पर रहे। पतितो, पापियों 
और पाखण्डी मनुष्योंसे बातचीत न करे। रातको गीत, 
नृत्य, बाजे आदिसे, पुण्य ग्रन्थॉके पाठसे तथा भाँति- 
भाँतिके धार्मिक उपाख्यानॉंसे मन बहलाते हुए 
उपवासपूर्वक जागरण करे। इसके बाद सबेरा होनेपर 
पूर्वाहके नित्य-कर्मोका अनुष्ठान करके भक्तिपूर्वक 
ब्राह्मणोंको भोजन कराये तथा आपनी शक्तिके अनुसार 
उनकी पूजा करे । फिर स्वये भी पारण करके ब्राह्मणॉको 
अणाम कर विदा करे । इस प्रकार दृढ़ संकल्प करके एक 
चर्षतक दिन-रात उक्त नियमसे रहे । एक या आधे पल 
सोनेका दीपक बनाये; उसके लिये बत्ती चाँदीकी बतायी 
गयी है, जो दो या ढाई पलकी होनी चाहिये । घीसे भरा 
हुआ. घड़ा हो तथा उसके ऊपर सांबेका पात्र रखा रहे । 
मुक्तिकी अभिलाषा रखनेवाले पुरुषको भक्तिपूर्वक 
भगवान्‌ लक्ष्मीनारयणकी प्रतिमा भी यथाशक्ति सोनेकी 
'ननवानी चाहिये। इसके बाद [वर्ष पूर्ण होनेपर] विद्वान्‌ 
पुरुष साधु एवं श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको निमन्त्रित करे। बारह 
ब्राह्मण हॉ--यह उत्तम पक्ष है। छः ब्राह्मणॉंका होना 
मध्यम पक्ष है । इतना भी न हो सके तो तीन ब्राह्मणॉंको 
ही निमत्त्रित करे। इनमेंसे एक कर्मनिष्ठ एवं सपलीक 
ब्राह्मणकी पूजा करे । वह ब्राह्मण शान्त होनेके साथ ही 
विशेषतः क्रियावान्‌ हो। इतिहास-पुराणोंका ज्ञाता, 
धर्मक, मृदुल स्वभावका, पितृभक्त, गुरुसेवापरायण तथा 
देवता-ब्राह्मणोंका पूजन करनेवाला हो । पाध्य-अर्घ्यदान 
आदिकी विघिसे वरा, अलंकार तथा आभूषण अर्पण 
करते हुए पत्नीसहित ब्राह्मणदेवकी भक्तिपूर्वक पूजा 
करके भगवान्‌ लक्ष्मीनारयणको तथा बत्तीसहित 
दीपकको भी ताम्रपात्रमें रखकर घीसे भरे हुए घडेके 
साथ ही उस ब्राह्मणको दान कर दे | देवर्षे ! उस समय 
निञ्नाङ्कित मन्त्रसे परम पुरुष नारायणदेखका ध्यान भी 
करता रहे-- 

अविद्यातमसा व्यासे संसारे पाएनाहानः । 

ज्ञानत्रदो मोक्षदश्व तस्माद्त्तो मयानघ ॥ . 


छ३० 


* अर्चयस्व हृषीकेश यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


44040३७५५७ ७५५५३३७४५७ ०७५७५ ५०५०9» ४»५४४+8*#**»5»*४»०००७५५७७५७७»०+५००५००»४०००५५७७७७४७७७०५७४७००४४७ 


*पापरहित नारायण तथा ज्योतिर्मय दीप! 
अविद्यामय अन्धकारसे भरे हुए संसारमें तुम्ही ज्ञान एवं 
मोक्ष प्रदान करनेवाले हो; इसलिये मैंने आज तुम्हार 
दान किया है।' 

फिर पूजित ब्राह्मणको अपनी शक्तिके अनुसार 
भक्तिपूर्वक दक्षिणां दे। अन्यान्य ब्राह्मणोंको भी घृतयुक्त 
खीर तथा मिठाईका भोजन कराये। ब्राह्मणभोजनके 
अनन्तर सपलीक ब्राह्मणको वस्त्र पहनाये ! सामग्रियों- 
सहित शय्या तथा बछड्रेसहित धेनु दान करे। अन्य 
ब्राह्मणको भी अपनी सामर्थ्यके अनुसार दक्षिणा दे। 
सुहदों, स्वजनों तथा बन्धु-बान्धबोंको भी भोजन कराये 
और उनका सत्कार करे । इस प्रकार इस संबत्सरदीप- 
ब्रतकी समाप्तिके अवसरपर महान्‌ उत्सव करे! फिर 
सबको प्रणाम करके विदा करे और अपनी ब्रुटियोके 
लिये क्षमा मांगे। 

दान, ब्रत, यज्ञ तथा योगाभ्यासे मनुष्य जिस 
फलको आह करता है, बही फल उसे संवत्सरदीप-ब्रतके 
पालनसे मिलता है | गौ, भूमि, सुवर्ण तथा विशेषतः गृह 
आदिके दानसे विद्वान्‌ पुरुष जिस फलको पाता है, वही 
दीपन्नतसे भी प्राप्त होता है । दीपदान करनेवाला पुरुष 
कान्ति, अक्षय धन, ज्ञान तथा परम सुख पाता है। 
दीपदान करनेसे मनुष्यको सौभाग्य, अत्यन्त निर्मल 
विद्या, आरोग्य तथा परम उत्तम समृद्धिको प्राप्ति होती 
है--इसमें तनिक भी संशय नहीं है। दीपदान करने- 
बाला मानब समस्त शुभ लक्षणोसे युक्त सौभाग्यवती 
पत्री, पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र तथा अक्षय संतति प्राप्त करता 

है । दीपदानके प्रभावसे ब्राह्मणको परम ज्ञान, क्षत्रियको 
उत्तम राज्य, वैश्यको घन और समस्त पशु तथा झाट्रको 
सुखकी प्राप्ति होती है। कुमारी कन्याको सम्पूर्ण शुभ 
लक्षणोंसे युक्त पति मिलता है । वह बहुत-से पुत्र-पौत्र 
तथा बड़ी आयु पाती है । युवती स्त्री इस ब्रतके प्रभावसे 
कभी वैधव्यका दुःख नहीं देखती। उसका अपने 


स्वामीसे कभी नियोग नही होता दीपदानसे मानसिक 
चिन्ता तथा रोग भी दूर होते हैं। भयभीत पुरुष भयसे 
तथा कैदी बन्धनसे छूट जाता है। दीपत्रतमें तत्पर 
रहनेवाला मनुष्य ब्रह्महत्या आदि पापॉसे निःसन्देह मुक्त 
हो जाता है--ऐसा ब्रह्माजीका वचन है । 

जिसने श्रीहरिके संमुख सांवत्सर-दीप जलाया है, 
उसने निश्चय ही चान्द्रायण तथा कृच्छ-ब्रतोंका अनुष्ठान 
पूरा कर लिया । जिन्होंने भक्तिपूर्वक श्रीहरिकी पूजा करके 
संवत्सरदीप-ब्रतका पालन किया है, वे धन्य हैं तथा 
उन्होंने जन्म लेनेका फल पा लिया । जो सलाईसे दीपकी 
बत्तीको उकसा देते हैं, वे भी देवदुर्ूभ परमपदको प्राप्त 
होते हैं। जो लोग सदा ही मन्दिरके दीपमें यथाशक्ति तेल 
और बत्ती डालते हैं, बे परम धामको जाते हैं। जो लोग 
बुझते या बुझे हुए दीपको स्वयं जलानेमें असमर्थ होनेपर 
दूसरे लोगॉसे उसकी सूचना दे देते हैं, वे भी उक्त फलके 
भागी होते हैं। जो दीपकके लिये थोड़े-थोड़े तेलकी 
भीख माँगकर श्रीविष्णुके सम्मुख दीप जलता है, उसे भी 
पुण्यकी प्राप्ति होती है। दीपक जलाते समय यदि कोई 
नीच पुरुष भी उसकी ओर श्रद्धासे हाथ जोड़कर निहारता 
है, तो वह विष्णुधाममें जाता है । जो दूसरोंको भगवानके 
सामने दीप जलानेकी सलाह देता है तथा स्वयं भी ऐसा 
करता है, बह सब पापॉसे मुक्त होकर विष्णुलोकको 
आप्त होता है । 

जो लोग पृथ्बीपर दीपत्रतके इस माहात्यको सुनते 
हैं, वे सन पापॉसे छुटकारा पाकर श्रीविष्णुधामको जाते 
हैं। विद्वन्‌ ! मैने तुमसे यह दीपत्रतका वर्णन किया है । 
यह मोक्ष तथा सब प्रकारका सुख देनेवाला, प्रशास्त एवै 
महान्‌ ब्रत है। इसके अनुष्ठानसे पापके अभावसे 
होनेवाले नेत्ररोग नष्ट हो जाते हैं । मानसिक चिन्ताओं 
तथा व्याधियोंका क्षणभरमें नाश हो जाता है। नारद ! 
इस व्रतके प्रभावसे दारिद्य और शोक नहीं होता । मोह 
और भ्रान्ति मिट जाती है । 


—— = 


उत्तरखण्ड ] 


* जयन्ती संज्ञावालो जन्माष्टमीके न्नत तथा विभिन्न प्रकारके दान आदिकी पहिमा + 


६३९ 


24५१८५५५८५ ४७१७७ ४४३७७१५५४५ ५७५७५७५७५७ ७ ७७७५७७३१३३ ४७७७७३७७३७ ७७६३७५६७00 800 66सेल ७४6 क्ज 


जयन्ती संज्ञावाली जन्माष्टमीके व्रत तथा विविध प्रकारके दान आदिकी महिमा 


नारदजी बोले--देवदेव ! जगदीश्वर ! भक्तोंको 
अभयदान देनेवाले महादेव ! मुझपर कृपा करके कोई 
दूसरा व्रत बताइये । 

महादेवजीने कहा --पूर्वकालमें हरिश्चन्द्र नामक 
एक चक्रवर्ती राजा हो गये हैं। उनपर संतुष्ट होकर 
ब्रह्माजीने उन्हें एक सुन्दर पुरी प्रदान की, जो समस्त 
कामनाओंको पूर्ण करनेवाली थी। उसमें रहकर राजा 
हरिश्चन्द्र सात द्वीपोंसे युक्त यसुन्धराका धर्मपूर्वक पालन 
करते थे। प्रजाको वे औरस पुत्रकी भाँति मानते थे। 
राजाके पास धन-धान्यकी अधिकता थी। उन्हें नाती- 
पोतोंकी भौ कमी न थी। अपने उत्तम राज्यका पालन 
करते हुए राजाको एक दिन बड़ा विस्मय हुआ। वे 
सोचने लगे--'आजके पहले कभी किसीको ऐसा राज्य 
नही मिला था। मेरे सिवा दूसरे मनुष्योंने ऐसे विमानपर 
सवारी नहीं की होगी। यह मेरे किस कर्मका फल है, 
जिससे मैं देवराज इन्द्रके समान सुखी हूँ ?' 
राजाओंमें श्रेष्ठ हरिशचन्द्र इस प्रकार सोच-विचारकर 


अपने उत्तम विमानपर आरूढ हुए आकाशमार्गसे जाते 
समय पर्वतोंमे शरेष्ठ मेरुपर उनकी दृष्टि पड़ी | उस श्रेष्ठ 
औैलपर ज्ञानयोग-परायण ब्रह्मर्षि सनत्कुमार दिखायी 
पड़े, जो सुवर्णमयी शिलाके ऊपर विराजमान थे। उन्हें 
देखकर राजा आपना विस्मय पूछनेके लिये उतर पडे । 
उन्होंने पास जा हर्षमें भरकर मुनिके चरणेंमें मस्तक 
झुकाया । ब्रह्मर्षिन भी राजाका अभिनन्दन किया । फिर 
सुखपूर्वक बैठकर राजाने मुनिश्रेष्ठ सनत्कुमारजीसे 
पूछा--'भगवन्‌ ! मुझे जो यह सम्पत्ति प्राप्त हुई है, 
मानवलोकमें प्रायः दुर्लभ है । ऐसी सम्पत्ति किस कर्मसे 
आप्त होती है ? मैं पूर्वजन्ममें कौन था? ये सब बातें 
यथार्थरूपसे बतलाइये ।' 

'सनत्कुमारजी खोले--राजन्‌ ! सुनो-तुम ` 
पूर्वजन्ममें सत्यवादी, पवित्र एवं उत्तम वैश्य थे। तुमने 
अपना काम-धाम छोड़ दिया था, इसलिये बन्धु- 
बान्धर्वोने तुम्हारा परित्याग कर दिया ! तुम्हारे पास 
जीविकाका कोई साधन नहीं रह गया था; इसलिये तुम 
स्वजनोंको छोड़कर चल दिये। स्त्रीने ही तुम्हारा साथ 
दिया। एक समय तुम दोनों किसी घने जङ्गलमें जा 
पहुँचे । वहाँ एक पोखरेमें कमल खिले हुए थे। उन्हें 
देखकर तुम दोनोंके मनमें यह विचार उठा कि हम 
यहाँसे कमल ले लें। कमल लेकर तुम दोनों एक-एक 
पग भूमि लाँघते हुए शुभ एबं पुण्यमयी वाराणसी पुरीमें 
पहुँचे। वहाँ तुमलोग कमल बेचने लगे किन्तु कोई भी 
उन्हें खरीदता नहीं था। वहीं खड़े-खड़े तुम्हारे कानोंमें 


| बाजेकी आवाज सुनायी पड़ी । फिर तुम उसी ओर चल 


दिये। वहाँ काशीके विख्यात राजा इन्द्रद्युप्नकी 
सती-साध्वी कन्या चन्द्रावतीने, जो बडी सौभाग्यशालिनी 


क थी, जयन्ती नामक जन्माष्टमीका शुभकारक त्रत किया 


था। उस स्थानपर तुम बड़े हर्षक साथ गये। यहाँ 
पहुँचनेपर तुम्हारा चित्त संतुष्ट हो गया। तुमने वहाँ 
भगवानके पूजनका विधान देखा। कलराके ऊपर 


२| श्रीहरिकी स्थापना करके उनकी पूजा हो रही थी । विशेष 


६३२ 


* अर्चयस्व इचीकेशं यदीस्छसि परं फ्दप्‌ + 


( संक्षिप्त फ्शपुराण 


७००००००००००९९०००९००००७००३०-००५००००९:५०००७००७०००००००३:५००७७००००७६९७७०७०:५००००९%०००१०००७०१०००५०4०५७००५५५७७७०७०५, 


समारोहके साथ भगवानका पूजन किया गया था, भिन्न- 
भिन्न पुष्पोंसे उनका शृङ्गार हुआ था । भगवान्‌की भक्तिके 


व्वा 4 
बशीभूत हो तुमने भी अपनी पत्रीके साथ कमलके 
फूलोंसे वहाँ श्रीहरिका पूजन किया तथा पूजासे बचे हुए 
फूलोंको उनके समीप ही बिखेर दिया । तुमने भगवानको 

पुष्पमय कर दिया। इससे उस कन्याको बड़ा संतोष 
हुआ। वह स्वयं तुम्हें धन देने लगी, किन्तु तुमने नहीं 
लिया। तब राजकुमारीने तुम्हें भोजनके लिये निमन्त्रित 
किया; किन्तु उस समय तुमने न तो भोजन स्वीकार किया 
और न घन ही लिया। यही पुण्य तुमने पिछले जन्ममें 
उपार्जित किया था। फिर अपने कर्मके अनुसार तुम्हारी 
मृत्यु हो गयी । उसी महान्‌ पुण्यके प्रभावसे तुम्हें विमान 
मिला है। राजन्‌ ! पूर्वजन्ममें जो तुम्हारे द्वारा वह पुण्य 
हुआ था, उसीका फल इस समय तुम भोग रहे हो। 
हरिश्चन्द्र खोले--मुनिवर ! किस महीनेमें वह 


तिथि आती है और किस विधिसे उसका श्रत करना 
चाहिये ? यह मुझे बताइये ! 

सनत्कुमारजीने कहा--राजन्‌! मैं तुम्हें इस 
व्रतको बताता हूँ; सावधान होकर सुनो । ्रावणमासके* 
कृष्णपक्षकी अष्टमी तिथिको यदि रोहिणी नक्षत्रका योग 
मिल जाय तो उस जन्माष्टमीका नाम 'जयन्ती' होता है। 
अब में इसकी विधिका वर्णन करता हूँ, जैसा कि 
ब्रह्माजीने मुझे बताया था। उस दिन उपवासका व्रत 
लेकर काले तिलोंसे मिश्रित जलसे स्त्रान करे। फिर 
नवीन कल्शकी, जो फूटा-टूटा न हो, स्थापना करे। 
उसमें पञ्चरत्न डाल दे। हीरा, मोती, वैदूर्य, पुष्पराग 
(पुखराज) और इन्द्रनील--ये उत्तम पञ्चरल हैं--ऐसा 
कात्याथनका कथन है* । कलशके ऊपर सोनेका पात्र 
रखे और सोनेकी बनी हुई नम्दरानी यशोदाकी प्रतिमा 
स्थापित करे। प्रतिमाका भाव यह होना चाहिये 
“यशोदा अपने पुत्र श्रीकृष्णको स्तन पिलाती हुई 
मन्द-मन्द मुसकरा रही हैं, श्रीकृष्ण यशोदा भैयाका एक 
स्तन तो पी रहे हैं और दूसरा स्तन दूसरे हाथसे पकड़े 
हुए हैं! वे माताकी ओर प्रेमसे देखकर उन्हें सुख पहुँचा 
रहे हैं।' इस प्रकार जैसी अपनी शक्ति हो, उसीके 
अनुसार सुवर्णमय भगवत्ातिमाका निर्माण कराये। 
इसके सिवा सोनेकी रोहिणी और चाँदीके चन्द्रमाकी 
प्रतिमा बनवाये । अगूठेके बराबर चन्द्रमा हों और चार 
अंगुलकी रोहिणी! भगवानके कानोंमें कुण्डल और 
'गलेमें कण्ठा पहनाये । इस प्रकार माताके साथ जगत्पति 
गोविम्दकी प्रतिमा बनवाकर दूध आदिसे स्नान कराये 
तथा चन्दनसे अनुलेप करे । दो श्वेत वस्बोसे भगवानको 
आच्छादित करके फूलोंकी मालासे उनका शृङ्गार करे। 
भाँति-भाँतिके भक्ष्य पदार्थोका नैवेद्य ळगाये, नाना 
प्रकारके फल अर्पण करे। दीप जलाकर रखे और 
फूलोँके मण्डपसे पूजास्थानको सुशोभित करे। विज्ञ 


१-यहाँ श्राबणका अर्थ भाद्रपद समझना चाहिये। जहाँ शुकतपक्षसे मासका आर्म होता है; नहाँ भाद्रपदका कृष्णपक्ष श्रावणका 
कृष्णपक्ष समझा जाता है! इन आन्तोमें कृष्णपक्षसे ही महीना आरम्भ होता है। 


२-त्रजमौक्तिकवैंदूर्यपुष्परगेन्दनीलकम्‌ 


। पञ्चरत्रं प्रशस्त तु इति कात्यायनोउन्रवीत्‌ ॥ (३२ । ३८) 


६३३ 


पुरुषोके द्वारा भक्तिपूर्वक नृत्य, गीत और वाद्य कराये। 
इस प्रकार आपने वैभवके अनुसार सब विधान पूर्ण 
करके गुरुका पूजन करे, तत्पश्चात्‌ पूजाकी समाप्ति करे । 
महादेवजी कहते हैं-जब इन्रके सौ यज्ञ पूर्ण 
हो गये और उत्तम दक्षिणा देकर यज्ञका कार्य समाप्त कर 
दिया गया, उस समय देवराजके मनमें कुछ पूछनेका 
संकल्प हुआ; अतएव उन्होंने अपने गुरु बृहस्पतिजीसे 
इस प्रकार प्रश्न किया। 
इन्द्र बोळे--भगवन्‌ ! किस दानसे सब ओर 
सुखकी वृद्धि होती है ? जो अक्षय तथा महान्‌ अर्थका 
साधक हो, उसका वर्णन कीजिये । 
बूहस्पतिजीने कहा इन्द्र ! सोना, वस्न, गौ 
तथा भूमि--इनका दान करनेवाला पुरुष सब पापॉसे 
मुक्त हो जाता है । जो भूमिका दान करता है, उसके द्वारा 
सोने, चाँदी, वस्न, मणि एवं रल्का भी दान हो जाता है । 
जो फालसे जोती हो, जिसमें बीज बो दिया गया हो तथा 
जहाँ खेती लहरा रही हो, ऐसी भूमिका दान करके मनुष्य 
तबंतक स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठित होता है, जबतक सूर्यका 
अकाश बना रहता है । जीविकाके कष्टसे मनुष्य जो कुछ 
भी पाप करता है, वह गोचर्ममात्र भूमिके दानसे छूट 
जाता है । दस हाथका एक दण्ड होता है, तीस दण्डका 
एक बर्तन होता है और दस वर्तनका एक गोचर्म होता 
है; यही ब्रह्म-गोचर्मकी भी परिभाषा है। छोटे बछड़ोंको 
जन्म देनेवाली एक हजार गौएँ जहाँ साँड़ोंके साथ खड़ी 
हो सकें, उतनी भूमिको एक गोचर्म माना गया है। 
गुणवान्‌, तपस्वी तथा जितेन्द्रिय ब्राह्मणको दान देना 
चाहिये । उस दानका अक्षय फल तबतक मिलता रहता 
है, जनतक यह समुद्रपर्यन्त पृथ्वी कायम रहती है। 
इन्द्र ! जैसे तेलकी बूँद कहीँ गिरनेपर शीघ्र ही फैल 
जाती है, उसी प्रकार खेतीके साथ किया हुआ भूमिदान 
विशेष विस्तारको प्राप्त होता है। गौ, भूमि और 
विद्या--इन तीन चस्तुओंके दानको अतिदान बताया 


गया है; ये क्रमशः दुहने, नोने तथा अभ्यास करनेसे 
नरकसे उद्धार कर देती हैं।* 

बस्बदान करनेवाले पुरुष परलोकके मार्गपर नस्रॉसे 
आच्छादित होकर यात्रा करते हैं और जिन्होंने वस्रदान 
नहीं किया है, उन्हें नंगे ही जाना पड़ता है । अन्नदान 
करनेवाले लोग तृप्त होकर जाते हैं; जो अन्नदान नहीं 
करते, उन्हें भूखे ही यात्रा करनी पड़ती है । नरकके भयसे 
डरे हुए सभी पितर इस बातकी अभिलाषा करते हैं कि 
हमारे पुत्रॉमेसे जो कोई गया जायगा, नह हमें तारनेवाला 
होगा । बहुत-से पुत्रोंकी इच्छा करनी चाहिये; क्योंकि 
उनमेंसे एक भी तो गया जायगा अथवा नील घृषका 
उत्सर्ग करेगा। जो रंगसे लाल हो, जिसकी पूँछके 
अग्रभागमें कुछ पीलापन लिये सफेदी हो और खुर तथा 
सींगोंका विशुद्ध श्वेत वर्ण हो, बह 'नील वृष' कहलाता 
है।+ पाण्डु रंगकी पूँछवाला नील वृष जो जल उछालता 
है, उससे साठ हजार वर्षोतक पितर तृप्त रहते हैं । जिसके 
सींगमें नदीके किनारेकी उखाड़ हुई मिट्टी लगी होती है, 
उसके दानसे पितरगण परम प्रकाशमय चन्द्रलोकका 
सुख भोगते हैं। 

यह पृथ्वी पूर्वकालमें राजा दिलीप, नृग, नहुष तथा 
अन्यान्य नरेशॉके अधीन थी और पुनः अन्यान्य 
राजाओके अधिकारमें जाती रहेगी । सगर आदि बहुत-से 
राजा इस पृथ्वीका दान कर चुके हैं। यह जब जिसके 
अधिकारमें रहती है, तन उसीको इसके दानका फल 
मिलता है। जो अपनी या दूसरेकी दी हुई पृथ्वीको हर 
लेता है; वह विष्ठाका कीड़ा होकर पितरोंसहित नरकमें 
पकाया जाता है । भूमिदान करनेवालेसे बढ़कर पुण्यवान्‌ 
तथा भूमि हर लेनेवालेसे बढ़कर पापी दूसरा.कोई नहीं 
है। जबतक महाप्रलय नहीं हो जाता, तबतक भूमिदाता 
ऊर्ध्वलोकमें और भूमिहर्ता नरकमें रहता है। सुवर्ण 
अमिकी प्रथम संतान है, पृथ्वी विष्णुके अंशसे प्रकट हुई 
है तथा गौ सूर्यकी कन्याएँ हें । इसलिये जो सुवर्ण, गौ 


* त्रीण्याहुरतिदानानि शावः पृथ्वी सरस्वती । नरकादुद्धरत्येते ॥ जपवापनदोहनात्‌ ॥ (३३ । १८) 
† लोहितो यस्तु चेन पुच्छाग्रे यस्तु पाण्डुरः । वेतः खुरविषाणाभ्यो स नीलो वृष उच्यते ॥ (३२ । २२-२३) 7 


ष्क 


* अर्चयस्व हषीकेशं यदीच्छसि परे पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


तथा पृथ्वीका दान करता है, वह उनके दानका अक्षय 
'फल भोगता है | जो भूमिको न्यायपूर्वक देता और जो 
न्यायपूर्वक अहण करता है, बे दोनों ही पुण्यकर्मा हैं; 
उन्हें निश्चय ही स्वर्गकी प्राप्ति होती है। जिन लोगेनि 
अन्यायपूर्वक पृथ्वीका अपहरण किया अथवा कराया 
है, वे दोनों ही प्रकारके मनुष्य अपनी सात पीढ़ियोंका 
विनाश करते है--उन्हें सद्गतिसे वंचित कर देते हैं। 
ब्राह्मणका खेत हर लेनेपर कुलकी तीन पीढ़ियोंका नाश 
हो जाता है। एक हजार कूप और बावली बनवानेसे, सौ 
अश्वमेध करनेसे तथा करोड़ों गो देनेसे भी भूमिहर्ताकी 
शुद्धि नहीं होती । 
किया हुआ शुभ कर्म, दान, तप, स्वाध्याय तथा 
जो कुछ भी घर्मसम्बन्धी कार्य है, बह सब खेतकी आधी 
अंगुल सीमा हर लेनेसे भी नष्ट हो जाता है। गोतीर्थ 
(गौओंके चरने और 'पानी पीने आदिका स्थान), गाँवकी 
सड़क, मरघट तथा गाँवको दबाकर मनुष्य प्रलयकाल- 
'तक नरकमें पड़ा रहता है ।* यदि जीविकाके बिना प्राण 
कण्ठतक आ जायें तो भी ज्राह्मणके घनका लोभ नहीं 
करना चाहिये। अग्रिकी आँच और सूर्यके तापसे जले 
हुए वृक्ष आदि पुनः पनपते हैं, राजदण्डसे दण्डित 
मनुष्योंकी अवस्था भी पुनः सुधर जाती है; किन्तु जिनपर 
ब्राह्मणोंके शापका प्रहार होता है, वे तो नष्ट ही हो जाते 
हैं। ब्राह्मणके धनका अपहरण करनेवाला मनुष्य रौरव 
नरकमें पड़ता है। केवल विषको ही विष नहीं कहते, 
ब्राह्मणका घन सबसे बड़ा विष कहा जाता है । साधारण 
विष तो एकको ही मारता है, किन्तु जाह्मणका धनरूपी 
विष बेटों और पोतोंका भी नाश कर डालता है ! मनुष्य 
लोहे और पत्थरके चूरेको तथा विषको भी पचा सकता 
है; परन्तु तीनों लोकॉमें कौन ऐसा पुरुष है, जो ब्राह्मणके 
धनको पचा सके! ्राह्मणके धनसे जो सुख उठाया 
जाता है, देवताके धनके प्रति जो राग पैदा होता है; वह 
धन समूचे कुलके नाशका कारण होता है तथा अपना 


विनाश तो वह करता ही है। ब्राह्मणका घन, ब्रह्महत्या, 
दरिखका धन, गुरु और मित्रका सुवर्ण--ये सब स्वर्गमें 
जानेपर भी मनुष्यको पीड़ा पहुँचाते हैं । 

देवश्रेष्ठ इन्द्र ! जो ब्राह्मण श्रोत्रिय, कुलीन, दरिद्र, 
संतुष्ट, विनयी, वेदाभ्यास, तपस्वी, ज्ञानी और 
इन्द्रियसंयमी हो, उसे ही दिया हुआ दान अक्षय होता 
है। जैसे कचे बर्तनमें रखा हुआ दूध, दही, घी अथवा 
मधु दुर्नलताके कारण पात्रको ही छेद देता है, उसी 
अकार यदि अज्ञानी पुरुष गौ, सुवर्ण, वस्त, आन्न, पृथ्वी 
और तिल आदिका दान अहण करता है तो बह काष्टकी 
भाँति भस्म हो जाता है। 

जो नया पोखरा बनवाता है, अथवा पुरानेको ही 
खुदवाता है, चह समस्त कुलका उद्धार करके खर्ग- 
लोकमें प्रतिष्ठित होता है। बावली, कुआँ, तडाग और 
बगीचे पुनः संस्कार (जीर्णोद्धार) करनेपर मोक्षरूप फल 
प्रदान करते हैं। इन्द्र! जिसके जलाशयमें गर्मीकी 
मौसमतक पानी ठहरता है, वह कभी दुर्गम एवं विषम 
संकटका सामना नहीं करता । देवश्रष्ठ ! यदि एक दिन 
भी पानी ठहर जाय तो वह सात पहलेकी और सात 
पीछेकी पीढ़ियोंका उद्धार कर देता है। दीपका प्रकारा 
दान करनेसे मनुष्य रूपवान्‌ होता है और दक्षिणा देनेसे 
स्मरणशक्ति तथा मेधा (धारणा-शक्ति) को प्राप्त करता 
है। यदि बलपूर्वक अपहरण की हुई भूमि, गौ तथा 
स्त्रीको मनुष्य पुनः लौटा न दे तो उसे ब्रह्महत्यारा कहा 
जाता है। 

इन्द्र! जो विवाह, यज्ञ तथा दानका अवसर 
उपस्थित होनेपर उसमें मोहवशा विघ्न डालता है, वह 
मरनेपर कीड़ा होता है । दान करनेसे धन और जीव-रक्षा 
करनेसे जीवन सफल होता है। रूप, ऐश्वर्य तथा 
आरोग्य--ये अहिंसाके फल हैं, जो अनुभनमें आते हैं। 
फल-मूलके भोजनसे सम्मान तथा सत्यसे स्वर्गकी प्राप्ति 
होती है। मरणान्त उपवाससे राज्य और सर्वत्र सुख 


+ कृतं दत्तं तपोऽधीतं यत्किञचिद्धर्मसंस्थितम्‌ । आर्घाञ्नुस्य सीमाया हरणेन भ्रणश्यति॥ 
गोतीथै आमरथ्यां च इमशार्न आममेव च । संपीड्य नरकं याति यावदाभूतसेक्षवम्‌ ॥ (३३ ! ३८-३९) 


उत्तरखण्ड ] 


* महाराज दशरथका शनिको संतुष्ट करके लोकका कल्याण करना » 


4424444244 ककज कध मेक कक 3494246 &४ «७४५३७ ८४८४४४४४४**४##5# &५&#«&&5+&»5%%. 


६३५ 


उपलब्ध होता है । तीनों काल खान करनेवाला मनुष्य 
रूपवान्‌ होता है । वायु पीकर रहनेवाला यज्ञका फल पाता 
है। जो उपवास करता है, बह चिरकालतक स्वर्गमें 
निवास करता है । जो सदा भूमिपर शयन करता है, उसे 


अभीष्ट गतिकी प्राप्ति होती है, जो पवित्र धर्मका आचरण 
करता है, वह स्वर्गस्त्रेकमें सम्मानित होता है । जो द्विजश्रेष्ठ 
बृहस्पतिजीके इस पवित्र मतका स्वाध्याय करते हैं, उनकी 
आयु, विद्या, यश और बल--ये चार बातें बढ़ती हैं । 


जह = 


महाराज दशरथका शनिको संतुष्ट करके लोकका कल्याण वरना 


नारदजीने पूछा- सुरञ्रेष्ठ ! शनैश्चरकी दी हुई 
पीड़ा कैसे दूर होती है? यह मुझे बताइये। 
, महादेवजी बोले--देवर्षे ¦ सुनो, ये शनैश्वर 
देवताओंमें प्रसिद्ध कालरूपी महान्‌ प्रह हैं। इनके 
मस्तकपर जटा है, शरीरमें बहुत-से रोएँ हैं तथा ये 
दानवॉको भय पहुँचानेवाले हैं। पूर्वकालकी बात है, 
रघुबंशमें दशरथ नामके एक बहुत प्रसिद्ध राजा हो गये 
हैं। वे चक्रवर्ती सम्राट्‌, महान्‌ वीर तथा सातों द्वीपोंके 
स्वामी थे । उन दिनों ज्योतिषियोनि यह जानकर कि शनैश्वर 
कृत्तिकाके अन्तर्मे जा पहुँचे हैं, राजाको सूचित किया-- 


“महाराज ! इस समय शनि रोहिणीका भेदन करके आगे हि” 


बढ़ेंगे; यह अत्यन्त उम्र शाकटभेद नामक योग है, जो 


देवताओं तथा असुरोंके लिये भी भयंकर है ! इससे बारह > 


वर्षोतक संसारमें अत्यन्त भयानक दुर्भिक्ष फैलेगा ।' यह 
सुनकर राजाने मन्त्रियोके साथ बिचार किया और वसिष्ठ 
आदि ब्राह्मणोंसे पूछा--द्विजवरो ! बताइये, इस 
संकटको रोकनेका यहाँ कौन-सा उपाय है ?' 

खसिष्ठजी बोले--राजन्‌ ! यह रोहिणी प्रजापति 
अह्याजीका नक्षत्र है, इसका भेद हो जानेपर प्रजा कैसे रह 
सकती है। ब्रह्मा और इन्द्र आदिके लिये भी यह योग 
असाध्य है। 

महादेवजी कहते हैं--नारद ! इस बातपर विचार 
करके राजा दशरथने मनमें महान्‌ साहसका संग्रह किया 
और दिव्याखरंसहित दिव्य धनुष लेकर आरूढ हो बड़े 
बेगसे वे नक्षत्र-मण्डलमें गये । रोहिणीपृष्ठ सूर्यसे सवा 
लाख योजन ऊपर है; वहाँ पहुँचकर राजाने धनुषको 
कानतक खाँचा और उसपर संहारास्त्रका संघान किया । 
चह अस्त्र देवता और असुरोंके लिये भयंकर था। उसे 


देखकर शनि कुछ भसभीत हो हँसते हुए 
बोले--'राजेन्र ! तुम्हारा महान्‌ पुरुषार्थ शत्रुको भय 
-- हे हु एप) 


हे 


Bees i UNE ) ७... 


A 

पहुँचानेवात्त्र है। मेरी दृष्टिमें आकर देवता, असुर, 
मनुष्य, सिद्ध, विद्याधर और नाग--सन भस्म हो जाते 
हैं; किन्तु तुम बच गये । अतः महाराज ! तुम्हारे तेज और 
पौरुषसे मै संतुष्ट हूँ। वर माँगो; तुम आपने मनसे जो कुछ 
चाहोगे, उसे अवश्य दूँगा ।' 

दशरथने कहा--शनिदेव ! जबतक नदियाँ और 
समुद्र हैं, जनतक सूर्य और चन्द्रमासहित पृथ्बी कायम है, 
तबतक आप रोहिणीका भेदन करके आगे न बढ़ें । साथ 
ही कभी बारह वर्षांतक दुर्भिक्ष न करें । 

शनि खोले--एवमस्तु । 


६३६ 


० अधंयस्व हृषीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पच्पुराण 


महादेवजी कहते है--ये दोनों वर पाकर राजा 
बड़े प्रसन्न हुए, उनके शरीरमें रोमाझ्ष हो आया! वे 
रथके ऊपर धनुष डाल हाथ जोड़ शनिदेवकी इस प्रकार 
स्तुति करने लगे। 
दशरथ बोले- जिनके शरीरका वर्ण कृष्ण, नील 
तथा भगवान्‌ शङ्करके समान है, उन शनिदेवको नमस्कार 
है। जो जगत्‌के लिये कालाभि एवं कृतान्तरूप हैं, उन 
शनैश्वरको बारम्बार नमस्कार है । जिनका शरीर कङ्काल है 
तथा जिनकी दाढी-मूँछ और जटा बढी हुई है, उन 
झनिदेवको प्रणाम है। जिनके बड़े-बड़े नेत्र, पीठमें सटा 
हुआ पेट और भयानक आकार हैं, उन शनैश्वरदेवको 
नमस्कार है। जिनके शरीरका ढाँचा फैला हुआ है, जिनके 
रोएँ बहुत मोटे हैं, जो लम्बे-चौड़े किन्तु सूखे शरीरवाले 
हैं तथा जिनकी दाढ़ें कालरूप हैं, उन शनिदेवको 
बारम्बार प्रणाम है। शने ! आपके नेत्र खोखलेके समान 
गहरे हैं, आपकी ओर देखना कठिन है, आप घोर, रौद्र, 
भीषण और विकराल हैं। आपको नमस्कार है। 
बलीमुख ! आप सब कुछ भक्षण करनेवाले हैं; आपको 
नमस्कार है। सूर्यनन्दन ! भास्करपुत्र ! अभय देनेवाले 
देवता ! आपको प्रणाम है । नीचेकी ओर दृष्टि रखनेवाले 
शनिदेव ! आपको नमस्कार है। संवर्तकं ! आपको 
प्रणाम है। मन्दगतिसे चलनेवाले झमैश्चर ! आपका 
प्रतीक तलवारके समान है, आपको पुनः-पुनः प्रणाम है । 
आपने तपस्यासे अपने देहको दग्ध कर दिया है; आप 
सदा योगाभ्यासमें तत्पर, भूखसे आतुर और अतृप्त रहते 


हैं। आपको सदा-सर्वदा नमस्कार है । ज्ञाननेत्र ! आपको 
प्रणाम है। कश्यपनन्दन सूर्यके पुत्र शनिदेव ! आपको 
नमस्कार है। आप संतुष्ट होनेपर राज्य दे देते हैं और रुष्ट 
होनेपर डसे तत्क्षण हर लेते हैं। देवता, असुर, मनुष्य, 
सिद्ध, विद्याधर और नाग---ये सब आपकी दृष्टि पड्ने- 
पर समूल नष्ट हो जाते हैं । देव ! मुझपर प्रसन्न होइये । 
मैं बर पानेके योग्य हूँ और आपकी दरणमें आया हूँ ।* 

महादेवजी कहते है--नारद ! राजाके इस प्रकार 
स्तुति करनेपर अहोंके राजा महाबलवान्‌ सूर्यपुत्र शनैश्वर 
बोले--उत्तम ब्रतके पालक राजेनद्र! तुम्हारी इस स्तुतिसे 
मैं संतुष्ट हूँ। रघुनन्दन ! तुम इच्छानुसार वर भाँगो, मैं 
तुम्हें अवश्य दूँगा। 

दशरथ बोले--सूर्यनन्दन ! आजसे आप देवता, 
असुर, मनुष्य, पशु, पक्षी तथा नाग--किसी भी 
आणीको पीड़ा न दें। 

झनिने कहा--राजन्‌ ! देवता, असुर, मनुष्य, 
सिद्ध, विद्याधर तथा राक्षस---इनमेंसे किसीके भी मृत्यु- 
स्थान, जन्मस्थान अथवा चतुर्थ स्थानमें मैं रहूँ तो उसे 
मृत्युका कष्ट दे सकता हूँ । किन्तु जो श्रद्धासे युक्त, पवित्र 
और एकाग्रचित्त हो मेरी लोहमयी सुन्दर प्रतिमाका 
शामीपत्रोंसे पूजन करके तिलमिश्रित उड़द-भात, लोहा, 
काली गौ या काला वृषभ ब्राह्मणको दान करता है तथा 
विशेषतः मेरे दिनको इस स्तोत्रसे मेरी पूजा करता है, 
पूजनके पश्चात्‌ भी हाथ जोड़कर मेरे स्तोत्रका जप करता 
है, उसे मैं कभी भी पीड़ा नहीं दूँगा । गोचरमें, जन्मलममें, 


* नमः कृष्णाय नीलाय शितिकण्ठनिभाय च। नमः कात्त्रभिरूपाथ कृतान्ताय च वै नमः ॥ 


ममो निमौसदेहाय दीर्घस्मश्रुजटाय च।नमो विशारूनेत्राय 


शुष्कोदरभयाकृते ॥ 


नमः पुष्कलगात्राय स्थूलरोम्णे च वै पुनः। नमो दीर्घाय शुष्काय कालदंष्ट नमोऽस्तु ते॥ 
नमस्ते कोटराक्षाय दुर्निरीक्ष्याय चै नमः।नमो घोराय रौद्राय भीषणाय करालिने॥ 
नमस्ते सर्वभक्षाय बलमु नमोऽस्तु ते। सूर्यपुत्र नमस्तेऽस्तु भास्करेभयदाय च॥ 
अधोदृष्टे नमस्तेऽस्तु संवर्तक नमोऽस्तु ते। नमो मन्दगते तुभ्यं निस्मिंशाय नमोऽस्तु ते॥ 
तपसा दग्धदेहाय नित्यं योगरताय च । नमो नित्यं क्षुधार्वाय अतृप्ताय च यै नमः॥ 
ज्ञानचकषुर्नमस्तेऽस्तु 'कश्यपात्मजसूनवे । तुष्टो ददासि वै राज्यं रुष्टो हरसि तत्क्षणात्‌ ॥ 
देवासुरमनुष्याश्च सिद्धविद्याघरोरगाः । त्वया विलोकिता: सर्वे नाशं यान्ति समूलतः । 


प्रसादं कुरु मे देव वराहॉज्हमुपागतः ॥ मु 
(ड । २७--३५) 


उत्तरखण्ड ] 


* जिस्पृशात्रतकी बिधि और महिमा + 


ष्‌३७ 


४५५५२५४६५५ ७७ ७५७४३७७३४३ भ4 टीने कोई ७७ ३७७७७७७७७७ ७७७७७०७७80 %08088846665तितलीली 


दशाओ तथा अन्तर्दशाओमें ग्रह-पीड़ाका निवारण करके 
मैं सदा उसकी रक्षा करूँगा । इसी विधानसे सारा संसार 
पीड़ासे मुक्त हो सकता है । रघुनन्दन ! इस प्रकार मैंने 
युक्तिसे तुम्हें वरदान दिया है। 

महादेखजी कहते हैं--नारद ! जे तीनों वरदान 
पाकर उस समय राजा दशरथने अपनेको कृतार्थ माना । 


बे शानैश्चरको नमस्कार करके उनकी आज्ञा ले रथेपर 
सवार हो बड़े वेगसे अपने स्थानको चले गये । उन्होंने 
कल्याण प्राप्त कर लिया था। जो शनिवारको सबेरे 
उठकर इस स्तोत्रका पाठ करत है तथा पाठ होते समय 
जो श्रद्धापूर्वक इसे सुनता है, वह मनुष्य पापसे मुक्त हो 
स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठित होता है । 


== NX = 


त्रिस्पृरात्रतकी विधि और महिमा 


नारदजी बोले--सर्वेश्वर ! अब आप विशेष 
रूपसे त्रिस्पृशा नामक ब्रतका वर्णन कीजिये, जिसे 
सुनकर लोग तत्काल कर्मबन्धनसे मुक्त हो जाते हैं। 
महादेबजीने कहा--विद्वन्‌ ! पूर्वकालमें सम्पूर्ण 
'लोकोंके हितकी इच्छासे सनव्कुमारजीने व्यासजीके प्रति 
इस ब्रतका वर्णन किया था। यह व्रत सम्पूर्ण पाप- 
राशिका शमन करनेवाला और महान्‌ दुःखका विनाशक 
है। विभ्र! त्रिस्पृशा नामक महान्‌ ब्रत सम्पूर्ण 
कामनाओंका दाता माना गया है । ब्राह्मणोंके लिये तो 
मोक्षदायक भी है। महामुने ! जो प्रतिदिन 'त्रिस्पृशा'का 
नामोचारण करता है, उसके समस्त पापोंका क्षय हो जाता 
है । देवाधिदेव भगवानने मोक्ष-प्राप्तिके लिये इस ब्रतकी 
सृष्टि की है, इसीलिये इसे “वैष्णबी तिथि' कहते हैं। 
इन्द्रियोंका निग्रह न होनेसे मनमें स्थिरता नहीं आती 
[मनकी यह अस्थिरता ही मोक्षमें बाधक है] । ब्रह्मन्‌ ! 
जो ध्यान-घारणासे वर्जित, विषयपरायण तथा काम- 
भोगमें आसक्त हैं, उनके लिये त्रिस्पृशा ही मोक्षदायिनी 
है। मुनिश्रेष्ठ ! पूर्वकालमें जब चक्रधारी श्रीविष्णुके द्वारा 
क्षीरसागरका मन्थन हो रहा था, उस समय चरणोंमें पड़े 
हुए देवताओंके मध्यमें ब्रह्माजीसे मैंने ही इस ब्रतका 
वर्णन किया था। जो लोग विषयोंमें आसक्त रहकर भी 
त्रिस्पृशाका ब्रत करेंगे, उनके लिये भी मैंने मोक्षका 
अधिकार दे रखा है। नारद ! तुम इस व्रतका अनुष्ठान 
करो, क्योंकि त्रिस्पृशा मोक्ष देनेवाली है। महामुने ! 
बड़े-बड़े मुनियोके समुदायने इस त्रतका पालन किया 
है। यदि कार्तिक शुकृपक्षमें सोमवार या नुधवारसे युक्त 


त्रिस्पृशा एकादशी हो तो वह करोड़ों पापोंका नाश 
करनेवाली है! विप्रवर ! और पापोंकी तो बात ही क्या है, 
त्रिस्पृशाके ब्रतसे ब्रह्महत्या आदि महापाप भी नष्ट हो जाते 
हैं। प्रयागमें मृत्यु होनेसे तथा द्वारकामें श्रीकृष्णके निकट 
गोमतीमें स्नान करनेसे शाश्वत मोक्ष प्राप्त होता है, परन्तु 
त्रिस्पृशाका उपवास करनेसे घरपर भी मुक्ति हो जाती है। 
इसलिये विप्रवर नारद | तुम मोक्षदायिनी त्रिस्पृशाके 
व्रतका अवश्य अनुष्ठान करो। विप्र ! पूर्वकालमें 
भगवान्‌ माधवने प्राची सरस्वतीके तटपर गङ्गाजीके प्रति 
कृपापूर्वक त्रिस्पृशा-त्रतका वर्णन किया था। 

गङ्गाने पूछा--हषीकेदा ! ब्रह्महत्या आदि करोड़ों 
पाप-राशियोंसे युक्त मनुष्य मेरे जलमें खान करते हैं, 
उनके पापों और दोषोंसे मेरा. शरीर कलुषित हो गया है । 
देव ! गरुडध्वज ! मेरा वह पातक कैसे दूर होगा ? 

जाचीमाधव खोले--शुभे ! तुम त्रिस्पृशाका नत 
करो । यह सौ करोड़ तीर्थोंसे भी अधिक महत्त्वशालिनी 
है। करोड़ों यज्ञ, ब्रत, दान, जप, होम और सांख्ययोगसे 
भी इसकी शक्ति बढी हुई है। यह धर्म, अर्थ, काम और 
मोक्ष--इन चारों पुरुषार्थोंको देनेवाली है । नदियोंमें श्रेष्ठ 
गङ्गा ! त्रिस्पृशा-त्रत जिस-किसी महीनेमें भी आये तथा 
बह शुक्ृपक्षमें हो या कृष्णपक्षमें, उसका अनुष्ठान करना 
ही चाहिये। उसे करके तुम पापसे मुक्त हो जाओगी। 
जब एक ही दिन एकादशी, द्वादशी तथा रात्रिके अन्तिम 
अहरमें त्रयोदशी भी हो तो उसे 'त्रिस्पृशा' समझना 
चाहिये। उसमें दशमीका योग नहीं होता। देवनदी ! 
'एकादज्ञी-बतमें दशमी-बेधका दोष मैं नहीं क्षमा करता । 


६३८ 


० अर्चयस्व हृवीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पदापुराण 


ऐसा जानकर दझमीयुक्त एकादशीका व्रत नहीं करना 
चाहिये । उसे करनेसे करोड़ों जन्मॉके किये हुए पुण्य 
तथा संतानका नाश होता है । वह पुरुष अपने वंशको 
स्वर्गसे गिराता और रौरव आदि नरकोंमें पहुँचाता है। 
अपने शरीरको शुद्ध करके मेरे दिन--एकादशीका त्रत 
करना चाहिये। द्वादशी मुझे अत्यन्त प्रिय है, मेरी 
आज्ञासे इसका ब्रत करना उचित है । 
गङ्गा खोलीं--जगन्नाथ ! आपके कहनेसे 
मै त्रिस्पृशाका ब्रत अवश्य करूंगी, आप मुझे इसकी 
विधि बताइये । 
प्राचीमाधवने कहा--सरिताओंमें उत्तम गङ्गा 
देवी ! सुनो, मै त्रिस्पृशाका विधान बताता हूँ। इसका 
श्रवण मात्र करनेसे भी मनुष्य पातकोसे मुक्त हो जाता है । 
अपने वैभवके अनुसार एक या आधे पल सोनेकी मेरी 
प्रतिमा बनवानी चाहिये । इसके बाद एक ताँबिके पात्रको 
तिलसे भरकर रखे और जलसे भरे हुए सुन्दर कलशकी 
स्थापना करे, जिसमें पञ्चरल मिलाये गये हों । कलको 
फूलोंकी मालाओऑसे आवेष्टित करके कपूर आदिसे 
सुबासित करे। इसके नाद भगवान्‌ दामोदरको स्थापित 
करके उन्हें स्नान कराये और चन्दन चढ़ाये। फिर 
भगवानको वस्र धारण कराये। तदनन्तर पुराणोक्त 
सामयिक सुन्दर पुष्प तथा कोमळ तुलसीदलसे 
भगवानकी पूजा करे उन्हें छत्र और उपानह (जूतियाँ) 
अर्पण करे ! मनोहर नैवेद्य और बहुत-से सुन्दर-सुन्दर 
'फलोंका भोग लगाये । यज्ञोपवीत तथा नूतन एनं सुदृढ 
उत्तरीय वस्त्र चढाये । सुन्दर ऊँची बाँसकी छड़ी भी भेंट 
करे। 'दामोद्राय नमः' कहकर दोनों चरणॉकी, 
“माधवाय नमः' से दोनों घुरनोंकी, “कामप्रदाय नमः'से 
गुह्ाभागकी तथा “वामनपूर्तये नमः” कहकर कटिकी 
पूजा करे। *पद्मनाभाय नमः "से नाभिकी, “विश्वमूर्तये 
नमः 'से पेटकी, 'ज्ञानगम्याय नमः” से हृदयकी, 
'बैकुण्ठगामिने नमः” से कण्ठकी, 'सहस्रवाहये नमः” 
से बाहुओंकी, “योगरूपिणे नमः” से नेत्रोंकी, 
*सहस्त्रशीरष्णे नमः” से सिरकी तथा “माधवाय नमः” 
कहकर सम्पूर्ण आङ्गोंकी पूजा करनी चाहिये। 


५ इस प्रकार विधिवत्‌ पूजा करके विधिके अनुसार 
अर्घ्य देना चाहिये। जलयुक्त शङ्कके ऊपर सुन्दर 
नारियल रखकर उसमें रक्षासूत्र पेट दे। फिर दोनों 
हाथोंमें वह शङ्ख आदि लेकर निम्नाद्धित मन्त्र पढ़े-- 

स्मृतो हरसि पापानि यदि नित्यं जनार्दन ॥ 

दुःस्वन्न॑ दुर्निमित्तानि मनसा दुर्विचिन्तितम्‌ । 
नारकं तु भयं देव भयं दुर्गतिसंभवम्‌॥ 
यन्मम स्यान्महादेव ऐहिक पारल्त्रैकिकम्‌ । 
तेन देवेश मां रक्ष गृहाणार्घ्यं नमोऽस्तु ते॥ 
सदा भक्तिर्ममैवास्तु दामोदर तवोपरिं। 
(३५। ६९-७२) 
'जनार्दन ! यदि आप सदा स्मरण करनेपर मनुष्यके 
सब पाप हर लेते हैं तो देव ! मेरे दुःस्वप्र, अपशकुन, 
मानसिक दुश्चिन्ता, नारकीय भय तथा दुर्गतिजन्य त्रास 
हर लीजिये । महादेव ! देवेश्वर ! मेरे लिये इहलोक तथा 
परलोकमें जो भय हैं, उनसे मेरी रक्षा कीजिये तथा यह 
अर्घ्य ग्रहण कीजिये। आपको नमस्कार है । दामोदर ! 
सदा आपमें ही मेरी भक्ति बनी रहे ।' 
तत्पश्चात्‌ धूप, दीप और मैवेद्य अर्पण करके 
भगवानूकी आरती उतारे । उनके मस्तकपर शङ्ख घुमाये । 
यह सब विधान पूरा करके सद्गुरुकी पूजा करे । उन्हें 
सुन्दर वस्त्र, पगड़ी तथा अंगा दे। साथ ही जूता, छत्र, 
अंगूठी, कमण्डलू, भोजन, पान, सप्तधान्य तथा दक्षिणा 
दे। गुरु और भगवानकी पूजाके पश्चात्‌ श्रीहरिके समीप 
जागरण करे। जागरणमें गीत, नृत्य तथा अन्यान्य 
उपचारोंका भी समावेश रहना चाहिये । तदनन्तर रात्रिके 
अन्तर्मे विधिपूर्वक भगवानको अर्घ्य दे स्नान आदि कार्य 
करके ब्राह्मणोंको भोजन करानेके पश्चात्‌ स्वयं भोजन करे । 
महादेवजी कहते हैं--अह्मन्‌ ! 'त्रिस्पृशा' त्रतका 
यह अद्भुत उपाख्यान सुनकर मनुष्य गद्जातीर्थमें स्नान 
करनेका पुण्य-फल प्राप्त करता है । त्रिस्पृशाके उपवाससे 
हजार अश्वमेध और सौ वाजपेय यज्ञॉका फल मिलता 
है। यह ब्रत करनेवाला पुरुष पितृकुल, मातूकुल तथा 
पलीकुलके सहित विष्णुलोकमें प्रतिष्ठित होता है। 
करोड़ों तीथेमिं जो पुण्य तथा करोड़ों क्षेत्रॉमे जो फल 


उत्तरखण्ड ] 


« पक्षवर्धिनी एकादशी तथा जागरणका माहात्म्य + 


६३९ 


३444:44444 2442444490 ९३७ ७७९७७९७७०५ ००५ ५७७३७७७७७७ ५४५५००५५१००१०*#५४५४००+५०५५००५०२०५५४५०४५०५०५५०५४५ 


मिलता है, वह त्रिस्पृशाके उपवाससे मनुष्य प्राक्त कर 
लेता है । दविजश्रेष्ठ ! जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्र 
अथवा अन्य जातिके लोग भगवान्‌ श्रीकृष्णमें मन 
'लगाकर इस ब्रतको करते हैं, जे सब इस घराधामको 
छोड़नेपर मुक्त हो जाते हैं । इसमें द्वादशाक्षर मन्त्रका जप 
करना चाहिये । यह मम्त्रोंमें मन्त्रराज माना गया है । इसी 


न्न जी 


अकार त्रिस्पृशा सब ब्रतोंमें उत्तम बतायी गयी है । जिसने 
इसका व्रत किया, उसने सम्पूर्ण ब्रतोका अनुष्ठान कर 
लिया । पूर्वकालमें स्वयं ब्रह्माजीने इस व्रतको किया था, 
'तदनन्तर अनेकों ऋषियोने भी इसका अनुष्ठान किया; 
फिर दूसरोंकी तो नात ही क्या है । नारद ! यह त्रिस्पृशा 
मोक्ष देनेवाली है । 


पक्षवर्धिनी एकादशी तथा जागरणका माहात्म्य 


नारदजीने पूछा---महादेव ! 'पक्षवर्धिनी' 
नामवाली तिथि कैसी होती है, जिसका व्रत करनेसे 
मनुष्य महान्‌ पापसे छुटकारा पा जाता है? 
श्रीमहादेजजी बोले--यदि अमावास्या अथवा 
पूर्णिमा साठ दण्डकी होकर दिन-रात अविकल रूपसे 
रहे और दूसरे दिन अतिपदमें भी उसका कुछ अंश चला 
गया हो तो वह 'पक्षवर्धिनी' मानी जाती है। उस पक्षकी 
एकादशीका भी यही नाम है, वह दस हजार अश्वमेघ 
यज्ञोके समान फल देनेवाली होती है । अब उस दिन की 
जानेवाली पूजाविधिका वर्णन करता हूँ, जिससे भगवान्‌ 
लक्ष्मीपतिको संतोष प्राप्त होता है। सबसे पहले जलसे 
भरे हुए कलशकी स्थापना करनी चाहिये। कलश नवीन 
हो--फूटा-टूटा न हो और चन्दनसे चर्चित किया गया 
हो | उसके भीतर पञ्चरल डाले गये हों तथा बह कलश 
फूलकी मालाओसे आवृत हो । उसके ऊपर एक तांबेका 
पात्र रखकर उसमें गेहूँ भर देना चाहिये । उस पात्रमें 
भगवानके सुवर्णमय विग्रहकी स्थापना करे। जिस 
मासमें पक्षवर्धिनी तिथि पड़ी हो, उसीका नाम 
भगवद्विग्रहका भी नाम समझना चाहिये । जगत्‌के स्वामी 
देवेश्वर जगन्राथका स्वरूप अत्यन्त मनोहर बनवाना 
चाहिये । फिर विधिपूर्वक पञ्चामृतसे भगवानको नहलाना 
तथा कुङ्कम, आरगजा और चन्दनसे अनुलेप करना 
चाहिये | फिर दो वस्त्र अर्पण करने चाहिये; उनके साथ 
छत्र और जूते भी हों) इसके बाद कलशपर विराजमान 
- देवेश्वर श्रीहरिकी पूजा आरम्भ करे । 'पद्मनाभाय नमः” 
कहकर दोनों चरणोंकी, “विश्वमूर्तये नम:' बोलकर दोनों 


घुटनोंकी, 'ज्ञानगम्याय नमः' से दोनों जाँघोंकी, 
"ज्ञानप्रदाय नमः' से कटिभागकी, 'बिश्वनाथाय नमः" 
से उद्रकी, 'श्रीधराय ममः'से हदयकी, 'कौस्तुभ- 
कण्ठाय नमः'से कण्ठकी, 'क्षत्रान्तकारिणे नमः' से 
दोनों बाँहोंकी, “व्योममूर्झने नमः" से ललाटकी तथा 
“स्वरूपिणे नमः' से सिरकी पूजा करनी चाहिये । इसी 
प्रकार भिन्न-भिन्न अस्थ्रॉका भी उनके नाममन्त्रद्वारा पूजन 
करना उचित है। अन्तमें "दिव्यरूपिणे नमः" कहकर 
भगाने सम्पूर्ण आङ्गांकी पूजा करनी चाहिये । 

इस तरह विधिवत्‌ पूजन करके विद्वान्‌ पुरुष सुन्दर 
नारियलके द्वारा चक्रधारी देवदेव श्रीहरिको अर्घ्य प्रदान 
करे । इस अर्घ्यदानसे ही त्रत पूर्ण होता है। अर्घ्यदानका 
मन्त्र इस प्रकार है-- 
संसारार्णचमम्रं भो भाभुद्धर जगत्पते। 
त्वमीशः सर्वलोकानां त्व॑ साक्षाच जगत्पतिः ॥ 
गृहाणार्घ्यं मया दत्तं पद्मनाभ नमोऽस्तु ते। 

(३८। १४-१५) 

“जगदीश्वर ! मैं संसारसागरमें डूब रहा हूँ, मेरा 
उद्धार कीजिये । आप सम्पूर्ण लोकोंके ईश्वर तथा साक्षात्‌ 
जगत्पति परमेश्वर है । पद्मनाभ ! आपको नमस्कार है। 
मेरा दिया हुआ अर्घ्य स्वीकार कीजिये !' 

तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ केशवको भक्तिपूर्वक भाँति- 
भाँतिके नैवेद्य अर्पण करे, जो मनको अत्यन्त प्रिय 
-लगनेवारे और मधुर आदि छहों रसॉसे युक्त हों । इसके 
बाद भगवानको भक्तिके साथ कर्पूरयुक्त ताम्बूल निवेदन 
करे। घी अथवा तिलके तेलसे दीपक जत्त्रकर रखे। 


६४० 


* अर्चयस्व इषीकेशे यदीच्छसि परे पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पदापुराण 


यह सन करनेके पश्चात्‌ गुरुकी पूजा करे । उन्हें वस्न, 
पगड़ी तथा जामा दे। अपनी शक्तिके अनुसार दक्षिणा 
भी दे। फिर भोजन और ताम्बूल निवेदन करके 
आचार्यको संतुष्ट करे। निर्धन पुरुषोंको भी यथाशक्ति 
प्रयत्नपूर्वक पक्षवर्धिनी एकादशीका व्रत करना चाहिये! 
तदनन्तर गीत, नृत्य, पुराण-पाठ तथा हर्षके साथ रात्रिमें 
जागरण करे। 
जो मनीषी पुरुष पक्षवर्धिनी एकादशीका माहात्म्य 
श्रवण करते हैं, उनके द्वारा सम्पूर्ण त्रतका अनुष्ठान हो 
जाता है । पश्चाग्रिसिवन तथा तीर्थोमें साधना करनेसे जो 
पुण्य होता है, वह श्रीविष्णुके समीप जागरण करनेसे ही 
आप्त हो जाता है। पक्षवर्धिनी एकादशी परम पुण्यमयी 
तथा सब पापका नाश करनेवाली है | ब्रह्मन्‌! यह 
उपवास करनेवाले मनुष्योकी करोड़ों हत्याओऑका भी 
विनाश कर डालती है । मुने ! पूर्वकालमें महर्षि वसिष्ठ, 
भरद्वाज, धुव तथा राजा अम्बरीषने भी इसका व्रत किया 
था। यह तिथि श्रीबिष्णुको अत्यन्त प्रिय है। यह काझी 
तथा द्वारकापुरीके समान पवित्र है । भक्त पुरुषके उपवास 
करनेपर यह उसे मनोवाज्छित फल प्रदान करती है! 
जैसे सूर्योदय होनेपर तत्काल अन्धकारका नाश हो जाता 
है, उसी प्रकार पक्षवर्घिनीका ब्रत करनेसे पापराझि नष्ट 
हो जाती है। 
नारद ! अन मैं एकादरीकी रातमें जागरण करनेका 
माहात्त्य बतलाऊँगा, ध्यान देकर सुनो । भक्त पुरुषको 
चाहिये कि एकादशी तिथिको रात्रिके समय भक्तिपूर्वक 
भगवान्‌ विष्णुका पूजन करके वैष्णवोंके साथ उनके सामने 
जागरण करे। जो गीत, वाद्य, नृत्य, पुराण-पाठ, धूप, 
दीप, नैवेद्य, पुष्प, चन्दनानुलेप, फल, अर्घ्य, श्रद्धा, दान, 
इन्द्रियसँयम, सत्यभाषण तथा शुभकर्मके अनुष्ठानपूर्वक 
असन्नताके साथ श्रीहरिके समक्ष जागरण करता है, वह 
सब पार्पोसे मुक्त हो भगवानका प्रिय होता है । जो विद्वान्‌ 
मनुष्य भगवान्‌ विष्णुके समीप जागरण करते, श्रीकृष्णको 
भावना करते हुए कभी नींद नहीं लेते तथा मन-ही-मन 
बारम्बार श्रीकृष्णका नामोारण करते हैं, उन्हें परम धन्य 
समझना चाहिये । विशेषतः एकादशीकी रातमें जागनेपर 


तो वे और भी धन्यवादके पात्र हैं ! जागरणके समय एक 
क्षण योविन्दका नाम लेनेसे ब्रतका चौगुना फल होता है, 
एक पहरतक नामोचारणसे कोटिगुना फल मिलता है और 
चार पहरतक नामकीर्तन करनेसे असीम फलकी प्राप्ति 
होती है। श्रीविष्शुके आगे आधे निमेष भी जागनेपर 
कोटिगुना फल होता है, उसको संख्या नहीं है । जो नरश्रेष्ठ 
भगवान्‌ केशबके आगे नृत्य करता है, उसके पुण्यका 
फल जन्मसे लेकर मृत्युकालतक कभी क्षीण नहीं होता। 
महाभाग ! प्रत्येक प्रहरमें विस्मय और उत्साहसे युक्त हो 
पाप तथा आलस्य आदि छोड़कर निर्वेदशून्य हदयसे 
श्रीहरिके समक्ष नमस्कार और नीराजनासे युक्त आरती 
उतारनी चाहिये। जो मनुष्य एकादशीको भक्तिपूर्वक 
अनेक गुणोंसे युक्त जागरण करता है, बह फिर इस 
पृथ्वीपर जन्म नहीं लेता! जो धनकी कंजूसी छोड़कर 
पूर्वोक्त प्रकारसे एकादशीको भक्तिसहित जागरण करता 
है, वह परमात्मामें लीन होता है। 

जो भगवान्‌ विष्णुके किये जागरणका अवसर प्राप्त 
होनेपर उसका उपहास करता है, वह साठ हजार वर्षोतक 
विष्ठाका कीड़ा होता है। प्रतिदिन बेद-शाख्रमें परायण 
तथा यज्ञॉका अनुष्ठान करनेवाला ही क्यों न हो, यदि 
एकादशीकी रातमें जागरणका समय आनेपर उसकी 
निन्दा करता है तो उसका अधःपतन होता है। जो मेरी 
(शिवकी) पूजा करते हुए विष्णुकी निन्दामें तत्पर रहता 
है, बह अपनी इक्कीस पीढ़ियोंके साथ नरकमें पड़ता है । 
विष्णु ही शिव हैं और शिव ही विष्णु हैं! दोनों एक ही 
मूर्तिकी दो झाँकियोकि समान स्थित हैं, अतः किसी प्रकार 
भी इनकी निन्दा नहीं करनी चाहिये । यदि जागरणके 
समय पुराणकी कथा बाँचनेवाला कोई न हो तो नाच-गान 
कराना चाहिये । यदि कथावाचक मौजूद हों तो पहले 
पुराणका ही पाठ होना चाहिये । वत्स ! श्रीविष्णुके लिये 
जागरण करनेपर एक हजार अश्वमेघ तथा दस हजार 
वाजपेय यज्ञोंसे भी करोड़गुना पुण्य आपत होता है। 
श्रीहरिकी प्रसन्नताके लिये जागरण करके मनुष्य पिता, 
माता तथा पली --तीनोंके कुलॉका उद्धार कर देता है । 

यदि एकादशीके त्रतका दिन दशमीसे विद्ध हो तो 


* पक्षवर्थिनी एकादशी तथा जागरणका माहात्म्य + 


६४९ 


श्रीहरिका पूजन, जागरण और दान आदि सब व्यर्थ होता 
है--ठीक उसी तरह, जैसे कृतप्न मनुष्योंके साथ किया 
हुआ नेकीका बर्ताव व्यर्थ हो जाता है। जो वेधरहित 
एकादशीको जागरण करते हैं, उनके बीचमें साक्षात्‌ 
श्रीहरि संतुष्ट होकर नृत्य करते हैं। जो श्रीहरिके लिये 
नृत्य, गीत और जागरण करता है, उसके लिये 
न्रह्माजीका लोक, मेरा कैलास-धाम तथा भगवान्‌ 
श्रीविष्णुका वैकुण्ठधाम--सब-के-सब निश्चय ही 
सुलभ हैं। जो स्वयं श्रीहरिके लिये जागरण करते हुए 
और लोगोंको भी जगाये रखता है, वह विष्णुभक्त पुरुष 
अपने पितरोंके साथ वैकुण्ठल्मेकमें निवास करता है। 
जो श्रीहरिके लिये जागरण करनेकी लोगोंको सलाह देता 
है, बह मनुष्य साठ हजार वर्षोतक श्वेतद्दीपर्मे निवास 
करता है । नारद ! मनुष्य करोड़ों जन्मोंमें जो पाप सञ्चित 
करता है, वह सब श्रीहरिके लिये एक रात जागरण 
करनेपर नष्ट हो जाता है। जो शालप्राम-शिलाके समक्ष 
जागरण करते हैं, उन्हें एक-एक पहरमें कोटि-कोटि 
तीथेंके सेवनका फल प्राप्त होता है। जागरणके लिये 
भगवानके मन्दिरमें जाते समय मनुष्य जितने पग चलता 
है, वे सभी अश्वमेध यके समान फल देनेवाले होते हैं । 
पृथ्वीपर चलते समय दोनों चरणोंपर जितने धूलिकण 
गिरते हैं, उतने हजार वर्षौतक जागरण करनेवाला पुरुष 
दिव्यलोकमें निवास करता है। 
इसलिये प्रत्येक द्वादशीको जागरणके लिये अपने 
घरसे भगवान्‌ विष्णुके मन्दिरमें जाना चाहिये। इससे 
कलिमलका विनाश होता है। दूसरोंकी निन्दामें संल 
होना, मनका प्रसन्न न रहना, शारूचर्चाका न होना, 
संगीतका अभाव, दीपक न जलाना, शक्तिके अनुसार 
पूजाके उपचारोंका न होना, उदासीनता, निन्दा तथा 
कलह--इन दोषॉसे युक्त नौ प्रकारका जागरण अधम 


माना गया है ।* जिस जागरणमें झास्त्रकी चर्चा, 
सात्त्विक नृत्य, संगीत, वाद्य, ताल, तैलयुक्त दीपक, 
कीर्तन, भक्तिभावना, प्रसन्नता, संतोषजनकता, समुदायकी * 


"उपस्थिति तथा लोगेकि मनोरञ्जनका सात्त्विक साधन हो, 


वह उक्त बारह गुणोंसे युक्त जागरण भगवानको बहुत 
प्रिय है। शुक्क और कृष्ण दोनों हो पश्चोंकी एकादशीको 
प्रयत्नपूर्वक जागरण करना चाहिये ।१' नारद ! परदेशमें 
जानेपर मार्गका थका-माँदा होनेपर भी जो द्वादशीको 
भगवान्‌ वासुदेवके निमित्त किये जानेवाले जागरणका 
नियम नही छोड्ता, वह मुझे विशेष प्रिय है। जो 
एकादशीके दिन भोजन कर लेता है, उसे पशुसे भी 
'गया-बीता समझना चाहिये; वह न तो शिवका उपासक 
है न सूर्यका, न देवीका भक्त है और न गणेशजीका । जो 
एकादशीको जागरण करते हैं, उनका बाहर-भीतर यदि 
करोड़ों पापॉसे घित हो तो भी वे मुक्त हो जाते हैं। 
वेधरहित द्वादशीका ब्रत और श्रीबिष्णुके लिये किया 
जानेवाला जागरण यमदूतोंका मानमर्दन करनेवाला है। 
मुनिश्रेष्ठ ! एकादशीको जागरण करनेवाले मनुष्य 
अवश्य मुक्त हो जाते हैं। 

जो रातको भगवान्‌ वासुदेवके समक्ष जागरणमें 
प्रवृत्त होनेपर भ्रसन्नचित्त हो ताली बजाते हुए नृत्य करता, 
नाना प्रकारके कौतुक दिखाते हुए मुखसे गीत. गाता, 
वैष्णबजनोंका मनोरञ्जन करते हुए श्रीकृष्ण-चरितका 
पाठ करता, रोमाञ्चित होकर मुखसे बाजा बजाता तथा 
स्वेच्छानुसार धार्मिक आलाप करते हुए भाँति-भाँतिके 
नृत्यका प्रदर्शन करता है, वह भगवानका प्रिय है । इन 
भावके साथ जो श्रीहरिके लिये जागरण करता है, उसे 
जैमिष तथा कोटितीर्थका फल प्राप्त होता है। जो 
शान्तचित्तसे श्रीहरिको धूप-आरती दिखाते हुए रातमें 
जागरण करता है, नह सात द्वीपोका अधिपति होता है । 


ह ल्क 


मनःप्रसादवर्जितम्‌ । शाखहोनमगान्धव॑ यथा दीपविवर्जितम्‌॥ 


जाक्त्योपचाररहितमुदासीने सनिन्दनम्‌। कलियुक्तें निरेषेण जागरे नबधघाऽधमम्‌॥ (३९ ।५३-५४) 
† सशस्त्र जागरं यश नृत्यगन्धर्वसंयुतम्‌ । सवां तालसंयुक्ते सदीप मधुभिर्युतम्‌॥ 


उच्चारैस्तु समायुक्तं यधोक्तैर्भक्तिभावितैः ।त्रसश्र॑तुष्टिजननं 


जागरं 


गुणेर्ड्रीदरशभिर्युक्त 


समू लोकरञ्जनम्‌ ॥ 


माधवप्रियम्‌ । कर्तव्यं तत्‌ प्रयल्लेन पक्षयोः 'शुङ्ककृ्‌ष्णयोः ॥ (३९ । ५५--५७) 


* अर्चयस्व हवीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पराप्राण 


ब्रह्महत्याके समान भी जो कोई पाप हों, वे सब 
श्रीकृष्णकी प्रीतिके लिये जागरण करनेपर नष्ट हो जाते 
हैं। एक ओर उत्तम दक्षिणाके साथ समाप्त होनेवाले 
सम्पूर्ण यज्ञ और दूसरी ओर देवाधिदेव श्रीकृष्णको प्रिय 
'लगनेवाला एकादशीका जागरण--दोनों समान हैं। 
जहाँ भगवानके लिये जागरण किया जाता है वहाँ 
काशी, पुष्कर, प्रयाग, नैमिषारण्य, शालग्राम नामक 
महाक्षेत्र, अर्बुदारण्य (आबू), शूकरक्षेत्र (सोरों), मथुरा 
तथा सम्पूर्ण तीर्थ निवास करते हैं । समस्त यज्ञ और चारों 
बेद भी श्रीहरिके निमित्त किये जानेवाले जागरणके 
स्थानपर उपस्थित होते हैं । गङ्गा, सरस्वती, तापी, यमुना, 
झातद्रू (सतलज), चन्द्रभागा तथा वितस्ता आदि सम्पूर्ण 
नदियाँ भी वहाँ जाती हैं । द्विजश्रेष्ठ ! सरोवर, कुण्ड और 
समस्त समुद्र भी एकादशीको जागरणस्थानपर जाते हैं । 
जो मनुष्य श्रीकृष्णप्रीतिके किये होनेवाले जागरणके समय 
बीणा आदि बाजोंसे हर्षमें भरकर नृत्य करते और पद गाते 
हैं, वे देवताओके लिये भी आदरणीय होते हैं । इस प्रकार 
जागरण करके श्रीमहाविष्णुकी पूजा करे और द्वादशीको 
अपनी शक्तिके अनुसार कुछ वैष्णव पुरुषोंको निमन्त्रित 
करके उनके साथ बैठकर पारण करे । 
द्वादशीको सदा पवित्र और मोक्षदायिनी समझना 
चाहिये। उस दिन प्रातःस्रान करके श्रीहरिकी पूजा 
करे और उन्हें निम्नाङ्कित मन्त्र पढ़कर अपना व्रत 
समर्पण करे 


अज्ञानतिमिरान्धस्य तेनानेन केशव । 
असीद्‌ सुमुखो भूत्वा ज्ञानदृष्टिप्रदो भव॥ 
(३९।८१-८२) 


| "केशव ! मैं अज्ञानरूपी रतौंधीसे अंधा हो रहा हूँ, 


आप इस चतसे प्रसन्न हों और असन्न होकर मुझे ज्ञनदृष्टि 
अदान करें |” 

इसके नाद यथासम्भव पारण करना चाहिये । पारण 
समाप्त होनेपर इच्छानुसार विहित कर्मोका अनुष्ठान करे । 
नारद ! यदि दिनमें पारणके समय थोड़ी भी द्वादशी न 
हो तो मुक्तिकामी पुरुषको रातको ही [पिछले पहरमें] 
पारण कर लेना चाहिये । ऐसे समथमें रात्रिको भोजन 
करनेका दोष नहीं लगता । रात्रिके पहले और पिछले 
पहरमें दिनकी भाँति कर्म करने चाहिये । यदि पारणके 
दिन बहुत थोड़ी द्वादशी हो तो उपःकालमें ही प्रातःकाल 
तथा मध्याह्रकालकी भी संध्या कर लेनी चाहिये। इस 
पृथ्वीपर जिस मनुष्यने द्वादशी-ब्रतको सिद्ध कर लिया 
है, उसका पुण्य-फल बतलानेमें मैं भी समर्थ नहीं हूँ। 
एकादशी देवी सब पुण्यॉसे अधिक है तथा यह सर्वदा 
मोक्ष देनेवाली है। यह द्वादशी नामक व्रत महान्‌ 
पुण्यदायक है। जो इसका साधन कर लेते हैं, वे 
महापुरुष समस्त कामनाओंको प्राप्त कर लेते हैं। 
अम्बरीष आदि सभी भक्त, जो इस भूमण्डलमें विख्यात 
हैं, द्वादशी-त्रतका साधन करके ही विष्णुधामको प्राप्त 
हुए हैं । यह माहात्म्य, जो मैने तुम्हें बताया है, सत्य है ! 
सत्य है !! सत्य है !!! श्रीविष्णुके समान कोई देवता 
नहीं है और द्वादशीके समान कोई तिथि नहीं है। इस 
तिथिको जो कुछ दान किया जाता, भोगा जाता तथा 
पूजन आदि किया जाता है, वह सब भगवान्‌ माधवके 
पूजित होनेपर पूर्णताको प्राप्त होता है । अधिक क्या कहा 
जाय, भक्तवल्लभ श्रीहरि द्वादशी-ब्रत करनेवाले 
पुरुषोंकी कामना कल्पान्ततक पूर्ण करते रहते हैं। 
ड्रादशीको किया हुआ सारा दान सफल होता है | 


= * = 


उत्तरखण्ड ] 


* एकादशीके जया आदि भेद, उत्पत्ति-कथा और महिमाका वर्णन » 


६४३ 


Asse nianennereernesennenessssessesseesensepeenesssnAnessshesesenesssessnanenAnsepgeeeessenseeseseeen ene. 


'एकादशीके जया आदि भेद, नक्तव्रतका स्वरूप, एकादशीको निधि, 
उत्पत्ति-कथा और महिमाका वर्णन 


नारदजीने पूछा--महादेव ! महाद्वादशीका उत्तम 


तनिक भी संदेह नहीं है। पुष्य नक्षत्रसे युक्त एकमात्र 


ब्रत कैसा होता है । सर्वेश्वर प्रभो ! उसके व्रतसे जो कुछ पापनाझिनी एकादशीका ब्रत करके मनुष्य एक हजार 


भी फल प्राप्त होता है, उसे बतानेकी कृपा कीजिये । 
'महादेबजीने कहा- ब्रहान्‌ ! यह एकादशी महान्‌ 
पुण्यफलको देनेवाली है । श्रेष्ठ मुनियोंको भी इसका अनुष्ठान 
करना चाहिये । विशेष-विशेष नक्षत्रोंका योग होनेपर यह 
तिथि जया, विजया, जयन्ती तथा पापनाशिनी--इन चार 
नामोंसे विख्यात होती है। ये सभी पापोंका नाश 
करनेवाली हैं । इनका ब्रत अवश्य करना चाहिये । जब 
शुक्ूपक्षकी एकादशीको 'पुनर्वसु' नक्षत्र हो तो वह उत्तम 
तिथि 'जया' कहलाती है। उसका ब्रत करके मनुष्य 
निश्चय ही पापसे मुक्त हो जाता है। जब शुक्कपक्षकी 
द्वादशीको 'श्रवण' नक्षत्र हो तो वह उत्तम तिथि 'विजया' 
के नामसे विख्यात होती है; इसमें किया हुआ दान और 
ब्राह्मण-भोजन सहरूगुना फल देनेवाला है तथा होम 
और उपवास तो सहरूगुनेसे भी अधिक फल देता है । 
जब झुक्रपक्षकी ड्वादशीको “रोहिणी' नक्षत्र हो तो वह 
तिथि 'जयन्ती' कहलाती है; यह सब पापॉको हरनेवाळी 
है। उस तिथिको पूजित होनेपर भगवान्‌ गौविन्द निश्चय 
ही मनुष्यके सब पापोंको धो डालते हैं । जन कभी शुकू- 
पक्षकी द्वादशीको 'पुष्य' नक्षत्र हो तो वह महापुण्यमयी 
'पापनाशिनी' तिथि कहलाती है । जो एक वर्षतक प्रति- 
दिन एक प्रस्थ तिल दान करता है तथा जो केवल 
'पापनाशिनी' एकादशीको उपवास करता है, उन दोनॉका 
पुण्य समान होता है। उस तिथिको पूजित होनेपर 
संसारके स्वामी सर्वेश्वर श्रीहरि संतुष्ट होते हैं तथा प्रत्यक्ष 
दर्शन भी देते हैं। उस दिन प्रत्येक पुण्यकर्मका अनन्त 
फल माना गया है। सगरनन्दन ककुत्स्थ, नहुष तथा 
राजा गाधिने उस तिथिको भगवानकी आराधना की थी, 
जिससे भगवानते इस पृथ्वीपर उन्हें सब कुछ दिया था। 
इस तिथिके सेबनसे मनुष्य सात जन्मोंके कायिक, 
वाचिक और मानसिक पापसे मुक्त हो जाता है। इसमें 


एकादशियोंके त्रतका फल प्राप्त कर लेता है। उस दिन 
स्नान, दान, जप, होम, स्वाध्याय और देवपूजा आदि जो 
कुछ भी किया जाता है, उसका अक्षय फल माना गया 
है। इसलिये प्रयत्नपूर्वक इसका व्रत करना चाहिये । 
जिस समय धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर पञ्चम अश्वमेध 
'यज्ञका स्त्रान कर चुके, उस समय उन्होंने यदुबंशावतंस 


ब्रतका पुण्य एवं फल क्या है ? जनार्दन ! यह सब मुझे 
बताइये । 

श्रीभगवानने कहा- -कुन्तीनन्दन ! हेमन्त ऋतुमें 
जब परम कल्याणमय मार्गशीर्ष मास आये, तब उसके 
कृष्णपक्षकी द्वादशी तिथिको उपवास (ब्रत) करना 
चाहिये | उसकी विधि इस घकार है--दृढ़तापूर्वक उत्तम 


* अर्चयस्व डवीकेझै यदीच्छसि परं पदम्‌ » 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


४४४४७७५७७७ ३३७ ७७५७३३ ७४ ३६७७७७७५७१ ७ कटे ७० ne eres ५४+ ००५५५०० ५५५५५५५०५५ ०५०५४४०५५४ 


ब्रतका पालन करनेवाला शुद्धचित्त पुरुष दशमीको 
सदा एकभुक्त रहे अथवा शौच-सन्तोषादि नियमोकि 
" पालनपूर्वक नक्तत्रतके स्वरूपको जानकर उसके अनुसार 
'एक नार भोजन करे । दिनके आठवें भागमें जब सूर्यका 
तेज मन्द पड़ जाता है, उसे 'नक्त' जानना चाहिये । 
रातको भोजन करना 'नक्त' नहीं है। गृहस्थके लिये 
तारोंके दिखायी देनेपर नक्तभोजनका विधान है और 
सेन्यासीके लिये दिनके आठवें भागमें; क्योंकि उसके 
लिये शतमें भोजनका निषेध है। कुन्तीनन्दन ! दशमीकी 
रात व्यतीत होनेपर एकादशीको प्रातःकाल व्रत 
करनेवाला पुरुष ब्रतका नियम ग्रहण करे और सबेरे तथा 
मध्याहको पवित्रताके लिये स्नान करे । कुएँका स्त्रान निप्र 
श्रेणीका है । नाबलीमें स्त्रान करना मध्यम, पोखरेमें उत्तम 
तथा नदीमें उससे भी उत्तम माना गया है। जहाँ जलमें 
खड़ा होनेपर जल-जन्तुऑको पीड़ा होती हो, वहाँ स्नान 
करनेपर पाप और पुण्य बराबर होता है। यदि जलको 
छानकर शुद्ध कर ले तो घरपर भी स्त्रान करना उत्तम 
माना गया है। इसलिये पाण्डव श्रेष्ठ! घरपर उक्त 
विधिसे स्रान करे । ख्नानके पहले निम्नाङ्कित मन्त्र पढ़कर 
शरीरमें मृत्तिका लगा ले-- 
अश्वक्रान्ते रथक्रान्ते विष्णुक्रान्ते ससुन्धरे । 
मृत्तिके हर मे पापं यच्यया पूर्वसञ्चितम्‌ ॥ 
(४० | २८) 
*जसुन्धरे ! तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते 
हैं। भगवान्‌ विष्णुने भी वामन अवतार घारण कर तुम्हें 
अपने पैरोंसे नापा था। मृत्तिके ! मैने पूर्वकालमें जो पाप 
सश्चित किया है, उस मेरे पापको हर लो।' 
ब्रती पुरुषको चाहिये कि बह एकचित्त और दृढ़ 
सङ्कल्प होकर क्रोध तथा लोभका परित्याग करे। 
अन्त्यज, पाखण्डी, मिथ्यावादी, ब्राह्मणनिन्दक, अगम्या 
सत्रीके साथ गमन करनेवाले अन्यान्य दुराचारी, 
चरधनहारी तथा परखीगामी मनुष्योंसे वार्तालाप न करे । 
भगवान्‌ केशवकी पूजा करके उन्हें नैवेद्य भोग लगाये । 
घरमें भक्तियुक्त मनसे दीपक जलाकर रखे । पार्थ ! उस 
दिन निद्रा और मैथुनका परित्याग करे! घर्मशाखसे 


मनोरञ्जन करते हुऐ सम्पूर्ण दिन व्यतीत करे । नृपश्रेष्ठ ! 
भक्तियुक्त होकर खत्रिमें जागरण करे, ऋह्मणोंको दक्षिणा 
दे और प्रणाम करके उनसे त्रुटियोके लिये क्षमा माँगे। 
जैसी कृष्णपक्षकी एकादशी है, वैसी ही शुक्पक्षकी भी 
है। इसी विधिसे उसका भी ब्रत करना चाहिये । 

पार्थ ! ट्विजको उचित है कि वह शुक्क और कृष्ण- 
पक्षकी एकादशीके ब्रती लोगोंमें भेदबुद्धि न उत्पन्न करे । 
आाङ्कोद्धार तीर्थमें स्नान करके भगवान्‌ गदाधरका दर्शन 
करनेसे जो पुण्य होता है तथा संक्रान्तिके अवसरपर चार 
लाखका दान देकर जो पुण्य आप्त किया जाता है, वह 
सन एकादशीत्रतकी सोलहवीं कलाके बराबर भी नहीं 
है। प्रभासक्षेत्रमें चन्द्रमा और सूर्यके ग्रहणके अवसरपर 
ख्नान-दानसे जो पुण्य होता है, चह निश्चय ही 
एकादशीको उपवास करनेवाले मनुष्यको मिल जाता है । 
केदारक्षत्रमें जल पीनेसे पुनर्जन्म नहीं होता । एकादशीका 
भी ऐसा ही माहात्म्य है। यह भी गर्भवासका निवारण 
करनेवाली है । पृथ्वीपर अश्वमेध यज्ञका जो फल होता 
है, उससे सौगुना अधिक फल एकादशी-त्रत करने- 
चालेको मिलता है। जिसके घरमें तपस्वी एवं श्रेष्ठ 
ब्राह्मण भोजन करते हैं उसको जिस फलकी प्राप्ति होती 
है, बह एकादशी-ब्रत करनेवालेको भी अवश्य मिलता 
है। वेदाक्लॉके पारगामी विद्वान्‌ ब्राह्मणको सहस्र गोदान 
करनेसे जो पुण्य होता है, उससे सौगुना पुण्य एकादशी- 
व्रत करनेबालेको प्राप्त होता है। इस प्रकार ग्रतीको बह 
पुण्य प्राप्त होता है, जो देवताऑके लिये भी दुर्लभ है। 
रातको भोजन कर लेनेपर उससे आधा पुण्य प्राप्त होता 
है तथा दिनमें एक बार भोजन करनेसे देहधारियोंको 
नक्त-भोजनका आधा फल मिळता है। जीव जबतक 
भगवान्‌ विष्णुके प्रिय दिवस एकादशीको उपवास नहीँ 
करता, तभीतक तीर्थ, दान और नियम अपने महत्त्वकी 
गर्जना करते हैं। इसलिये पाण्डव-श्रेष्ठ ! तुम इस 


.बतका अनुष्ठान करो। कुन्तीनन्दन ! यह गोपनीय 


एवे उत्तम ब्रत है, जिसका मैंने तुमसे वर्णन किया 
है। हजारों यज्ञोंका अनुष्ठान भी एकादशी-त्रतकी तुलना 
नहीं कर सकता । 


उत्तरस्वण्ठ ] 


* एकादशीके जया आदि भेद, उत्पत्ति-कथा और महिसाका वर्णन » 


६४८ 


युधिष्ठिरने पूछा- भगवन्‌ ! पुण्यमयी एकादशी 
तिथि कैसे उत्पन्न हुई ? इस संसारमें क्यो पवित्र मानी 
गयी ? तथा देवताओंको कैसे प्रिय हुई ? 

श्रीभगवान्‌ बोले- कुन्तीननदन ! 
समयकी बात है, सत्ययुगमें मुर नामक दानव रहता था । 
वह बड़ा ही अद्भुत, अत्यन्त रौद्र तथा सम्पूर्ण 
देवताओके लिये भयङ्कर था। उस कालरूपघारी दुरात्मा 


महासुरने इन्द्रको भी जीत लिया था। सम्पूर्ण देवता ह 


उससे परास्त होकर स्वर्गसे निकाले जा चुके थे और 


झंकित तथा भयभीत होकर पृथ्वीपर विचरा करते थे! ह 


एक दिन सब देवता महादेवजीके पास गये । बहाँ इन्द्रने 
भगवान्‌ शिवके आगे सारा हाल कह सुनाया। 


इन्द्र बोले--महेश्वर ! ये देवता स्वर्गलोकसे भ्रष्ट 


होकर पृथ्वीपर विचर रहे हैं। मनुप्योमि रहकर इनकी 
शोभा नहीं होती | देव ! कोई उपाय बतलाइये । देवता 
किसका सहाय लें ? 


महादेवजीने कहा--देवराज ! जहाँ सबको ह 


चरण देनेवाले, सबकी रक्षामें तत्पर रहनेवाले जगत्‌के 
स्वामी भगवान्‌ गरुडध्बज विराजमान हैं, वहाँ जाओ। वे 
तुमलोगोंकी रक्षा करेंगे। 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं--युघिष्ठिर ! 
महादेवजीकी बात सुनकर परम बुद्धिमान्‌ देवराज इन्द्र 
सम्पूर्ण देवताओके साथ वहाँ गये। भगवान्‌ गठ' एर 
क्षीरसागरके जलमें सो रहे थे । उनका दर्शन करके ई-द्रन 
हाथ जोड़कर स्तुति आरम्भ को । 

इन्द्र खोले--देवदेवेश्वर! आपको नमस्कार है.। 
देवता और दानव दोनों ही आपकी वन्दना करते हैं। 
पुण्डरीकाक्ष! आप दैत्योंके शत्रु हैं। मधुसूदन! 
हमलोगोंकी रक्षा कीजिये। जगन्नाथ ! सम्पूर्ण देवता मुर 


* ३ नमो देवदेवेश 


नामक दानवसे भयभीत होकर आपकी झारणमें आये हैं। 
-. आन वी ति 
आचीन टि 


भक्तवत्सल ! हमें बचाइये । 

जनार्दन ! हमारी रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये । दानवोंका 
विनाश करनेवाले कमलनयन ! हमारी रक्षा कीजिये। 
अभो ! हम सब लोग आपके समीप आये हैं। आपकी ही 
शरणमें आ पडे हैं। भगवन्‌! शरणमें आये हुए 
देवताओंकी सहायता कीजिये | देव ! आप ही पति, आप 
ही मति, आप ही कर्ता और आप ही कारण हैं। आप ही 
सब लोगोंकी माता और आप ही इस जगतके पिता हैं। 
भगवन्‌! देवदेवेश्वर ! इारणागतवत्सल ! देवता 
भयभीत होकर आपकी शरणमें आये हैं । प्रभो ! अत्यन्त 
उग्र स्वभाववाले महाबली मुर नामक दैत्यने सम्पूर्ण 
देवताओंको जीतकर. इन्हें स्वर्गसे निकाल दिया है ।* 


देवदानबबन्दित । दैत्यारे पुष्डरोकाक्ष त्राहि नो मधुसूदन ॥ 


सुराः सर्वे समायाता भयभीताश दानवात्‌। शरण त्वां जगन्नाथ जाहि नो भक्तवत्सल ॥ 
त्राहि नो देवदेवेश त्राहि त्राहि जनार्दन । त्राहि वै पुण्डरोकाक्ष दानवानां विनाशक ॥ 
त्यत्समीप गताः सर्वे त्वामेव शरण प्रभो । शरणागतदेवानो साहाय्ये कुरु दै प्रभो॥ 
ल्वे पतिस्त्वं मतिर्देव त्वे कर्त्ता त्वं च कारणम्‌ | त्वे माता सर्वलोकानां त्वमेव जगतः पिता ॥ 
भगवन्‌ देवदेवेश शरणागतवत्सल । शरण तब चायाता भयभीताश्च देवता: ॥ 
देवता निर्जिताः सर्वाः स्र्गभ्रष्टाः कृता विभो । अल्युग्रेण हि दैत्येन मुरनाप्ता महौजसा॥ (४०) ५७--६३) 


छोड 


* अर्चयस्व हथीकेश यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


इन्द्रकी बात सुनकर भगवान्‌ विष्णु बोले-- 
“देवराज ! वह दानव कैसा है ? उसका रूप और बल 
कैसा है तथा उस दुष्टके रहनेका स्थान कहाँ है ?' 
इन्द्र बोले--देवेश्वर ! पूर्वकालमें ब्रह्माजीके 
वंशमें तालजङ्घ नामक एक महान्‌ असुर उत्पन्न हुआ था, 
जो अत्यन्त भयङ्कर था । उसका पुत्र मुर दानवके नामसे 
विख्यात हुआ। वह भी अत्यन्त उत्कट, महापराक्रमी 
और देवताओंके लिये भयङ्कर है । चन्द्रावती नामसे 
प्रसिद्ध एक नगरी है, उसीमें स्थान बनाकर वह निवास 
करता है। उस दैत्यने समस्त देवताओंको परास्त करके 
सवर्गलोकसे नाहर कर दिया है। उसने एक दूसरे ही 
इन्द्रको स्वर्गके सिंहासनपर बैठाया है । अग्नि, चन्द्रमा, 
सूर्य, वायु तथा वरुण भी उसने दूसरे ही बनाये हैं। 
जनार्दन ! मैं सच्ची बात बता रहा हूँ। उसने सब कोई 
दूसरे ही कर लिये हैं। देवताओंको तो उसने प्रत्येक 
स्थानसे वञ्चित कर दिया है। 
इन्द्रका कथन सुनकर भगवान्‌ जनार्दनको बड़ा 
क्रोध हुआ । वे देवताओंको साथ लेकर चन्द्रावतीपुरीमें 
गये । देवताओनि देखा, दैत्यराज बारम्बार गर्जना कर रहा 


है; उससे परास्त होकर सम्पूर्ण देवता दसों दिशाओंमें 
भाग गये। अब वह दानव भगवान्‌ विष्णुको देखकर 
बोला, “खड़ा रह, खड़ा रह ।' उसकी रूत्रकार सुनकर 
भगवानके नेत्र क्रोधसे लाल हो गये । वे बोले--'अरे 
दुराचारी दानव ! मेरी इन भुजाओंको देख !' यह कहकर 
श्रीविष्णुने अपने दिव्य बाणोंसे सामने आये हुए दुष्ट 
दानवॉको मारना आरम्भ किया | दानव भयसे विह्वल हो 
उठे । पाण्डुनन्दन ! तत्पश्चात्‌ श्रीविष्णुने दैत्य-सेनापर 
चक्रका प्रहार किया। उससे छिन्न-भिन्न होकर सैकड़ों 
योद्धा मौतके मुखमें चले गये। इसके बाद भगवान्‌ 
मधुसूदन बदरिकाश्रमको चले गये। वहाँ सिंहाबती 
नामकी गुफा थी, जो बारह योजन लम्बी थी । पाण्डु- 
नन्दन ! उस गुफामें एक ही दरवाजा था । भगवान्‌ विष्णु 
उसीमें सो रहे। दानव मुर भगवानको मार डालनेके 
उद्योगमें लगा था। वह उनके पीछे लगा रहा। वहाँ 
पहुँचकर उसने भी उसी गुहामें प्रवेश किया। वहाँ 
भगवानको सोते देख उसे बड़ा हर्ष हुआ | उसने सोचा, 
“यह दानवोंको भय देनेबाला देवता है। अतः निस्सन्देह 
इसे मार डाळूँगा ।' युधिष्ठिर ! दानवके इस प्रकार विचार 


+ मार्गशीर्ष शुकृपक्षकी “मोक्षा' एकादशीका माहात्य » 


६७ 


करते ही भगवान्‌ विष्णुके शरीरसे एक कन्या प्रकट हुई, 
जो बड़ी ही रूपवती, सौभाग्यशालिनी तथा दिव्य अस्त्र- 
झास्त्रोंसे युक्त थी। वह भगवानके तेजके अंशसे उत्पन्न 
हुई थी। उसका बल और पराक्रम महान्‌ था। 
युधिष्ठिर ! दानवराज मुरने उस कन्याको देखा । कन्याने 
युद्धका विचार करके दानवके साथ युद्धके लिये याचना 
की । युद्ध छिड़ गया । कन्या सब प्रकारकी युद्धकल्ममें 
निपुण थी ! वह मुर नामक महान्‌ असुर उसके हुंकार- 
मात्रसे राखका ढेर हो गया। दानवके मारें जानेपर 
भगवान्‌ जाग उठे । उन्होंने दानवको धरतीपर पड़ा देख, 
पूछा--'मेरा यह शत्रु अत्यन्त उप्र और भयङ्कर था, 
किसने इसका वध किया है ?' 
कन्या बोली--स्वामिन्‌ ! आपके ही प्रसादसे 
मैंने इस महादैत्यका वध किया है। 
श्रीभगवानने कहा- कल्याणी ! तुम्हारे इस 
कर्मसे तीनों लोकोंके मुनि और देवता आनन्दित हुए हैं ! 
अतः तुम्हारे मनमें जैसी रुचि हो, उसके अनुसार मुझसे 
कोई वर माँगो; देवदुर्ूभ होनेपर भी वह वर मैं तुम्हें 
दूँगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। 
बह कन्या साक्षात्‌ एकादशी ही थी। उसने कहा, 
“प्रभो ! यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं आपको कृपासे सब 
तीथोंमें प्रधान, समस्त विश्लोांका नाश करनेवाली तथा 
सब प्रकारकी सिद्धि देनेवाली देवी होऊं । जनार्दन ! जो 
लोग आपमें भक्ति रखते हुए मेरे दिनको उपवास करेंगे, 
उन्हें सब प्रकारकी सिद्धि प्राप्त हो। माधव ! जो लोग 
उपवास, नक्त अथवा एकभुक्त करके मेरे त्रतका पालन 
करें, उन्हें आप धन, धर्म और मोक्ष प्रदान कीजिये ।' 


x 


श्रीविष्णु बोले-कल्याणी ! तुम जो कुछ 
कहती हो, बह सब पूर्ण होगा । 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं--युधिष्ठिर ! ऐसा 
वर पाकर महात्रता एकादशी बहुत प्रसन्न हुई। दोनों 
पक्षोंकी एकादशी समान रूपसे कल्याण करनेवाली है । 
इसमें शुक्र और कृष्णका भेद नहीं करना चाहिये । यदि 
उदयकालमें थोड़ी-सी एकादशी, मध्यमें पूरी द्वादशी और 
अन्तमें किञ्जित्‌ त्रयोदशी हो तो वह 'त्रिस्पृशा' एकादशी 
कहलाती है । बह भगवानको बहुत ही प्रिय है । यदि एक 
त्रिस्पृशा एकादशीको उपवास कर लिया जाय तो एक 
सहस्र एकादरीव्रतोका फल प्राप्त होता है तथा इसी प्रकार 
द्वादशीमें पारण करनेपर सह्रगुना फल माना गया है। 
अष्टमी, एकादशी, षष्ठी, तृतीया और चतुर्दशी--ये यदि 
पूर्व तिथिसे विद्ध हों तो उनमें त्रत नहीं करना चाहिये । 
परवर्तिनी तिथिसे युक्त होनेपर ही इनमें उप्रासका विधान 
है। पहले दिन दिनमें और रातमें भी एकादशी हो तथा 
दूसरे दिन केबल प्रातःकाल एक दण्ड एकादशी रहे तो 
पहली तिथिका परित्याग करके दूसरे दिनकी द्वादशीयुक्त 
एकादशीको ही उपवास करना चाहिये। यह विधि मैंने 
दोनों पक्षोंकी एकादशीके लिये बतायी है। जो मनुष्य 
एकादशीको उपवास करता है, वह वैकुण्ठधाममें, जहाँ 
साक्षात्‌ भगवान्‌ गरुडध्वज विराजमान हैं, जाता है। जो 
मानव हर समय एकादशीके माहात्म्यका पाठ करता है, 
उसे सहस्त्र गोदानोके पुण्यका फल प्राप्त होता है । जो दिन 
या रातमें भक्तिपूर्वक इस माहात्यका श्रवण करते हैं, वे 
निस्सन्देह ब्रह्महत्या आदि पापॉसे मुक्त हो जाते हैं। 
एकादशीके समान पापनाशक त्रत दूसरा कोई नहीं है। 


मार्गशीर्ष शुक्रपक्षकी 'मोक्षा' एकादशीका माहात्म्य 


युधिष्ठिर बोले--देवदेवेश्वर! मैं पूछता 
हूँ--मार्गसीर्ष मासके शुकृपक्षमें जो एकादशी होती है, 
उसका क्या नाम है ? कौन-सी विधि है तथा उसमें किस 
देवताका पूजन किया जाता है ? स्वामिन्‌! यह सब 
'यथार्थरूपसे बताइये । 


श्रीकृष्णने कहा--नृपश्रेष्ठ ! मार्गशीर्ष मासके 
कृष्णपक्षमें 'उत्पत्ति' नामकी एकादशी होती है, जिसका 
वर्णन मैंने तुम्हारे समक्ष कर दिया है। अन शुक्रपक्षकी 
एकादशीका वर्णन करूँगा, जिसके श्रवणमात्रसे वाजपेय 
यज्ञका फल मिलता है। उसका नाम है--'मोक्षा' 


६४८ 


= -अर्जयस्व हचीकेर यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


एकादशी, जो सब पापोंका अपहरण करनेवाली है। 
शजन्‌ ! उस दिन यलत्रपूर्वक तुलसीकी मञ्जरी तथा 
धूप-दीपादिसे भगवान्‌ दामोदरका पूजन करना चाहिये । 
पूर्वोक्त विधिसे ही दशमी और एकादशीके नियमका 
पालन करना उचित है। 'मोक्षा' एकादशी बड़े-बड़े 
पातकोंका नाश करनेवाली है। उस दिन रात्रिमें मेरी 
प्रसन्नताके लिये नृत्य, गीत और स्तुतिके द्वारा जागरण 
करना चाहिये। जिसके पितर पापवश नीच योनिमें पड़े 
हों, वे इसका पुण्य दान करनेसे मोक्षको प्राप्त होते हैं। 
इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पूर्वकालकी बात है, 
वैष्णबॉसे विभूषित परम रमणीय चम्पक नगरमें वैखानस 
नामक राजा रहते थे। वे अपनी प्रजाका पुत्रकी भाँति 
पालन करते थे। इस प्रकार राज्य करते हुए राजाने एक 
दिन रातको स्वग्रमें अपने पितरोंको नीच योनिमें पड़ा 
हुआ देखा । उन सबको इस अवस्थामें देखकर राजाके 
मनमें बड़ा विस्मय हुआ और प्रातःकाल ब्राह्मणॉंसे 
उन्होंने उस स्वप्रका सारा हाल कह सुनाया । 
राजा ओले--ब्राह्मणो ! मैंने अपने पितरोंको 
नरकमें गिरा देखा है । वे बारम्बार रोते हुए मुझसे यों कह 
रहे थे कि 'तुम हमारे तनुज हो, इसलिये इस नरक- 
समुद्रसे हमलोगोंका उद्धार करो ।' द्विजवरो ! इस रूपमें 
मुझे पितरोंके दर्शन हुए हैं। इससे मुझे चैन नहीं 
मिलता । क्या करूँ, कहाँ जाऊँ ? मेरा हृदय रुधा जा 
रहा है । द्विजोत्तमो ! वह ब्रत, वह तप और वह योग, 
जिससे मेरे पूर्वज तत्काल नरकसे छुटकारा पा जाये, 
अतानेकी कृपा करें। मुझ बलवान्‌ एवं साहसी पुत्रके 
जीते-जी मेरे माता-पिता घोर नरकमें पड़े हुए हैं ! अतः 
ऐसे पुत्रसे क्या लाभ हे । 
ब्राह्मण बोले--राजन्‌ ! यहाँसे निकट ही पर्वत 
मुनिका महान्‌ आश्रम है। वे भूत और भविष्यके भी 
ज्ञाता हैं। नृपश्रेष्ठ ! आप उन्हीके पास चले जाइये। 


ब्राह्मणोंकी बात सुनकर महाराज लैखानस शीघ्र ही 
पर्वत मुनिके आश्रमपर गये और वहाँ उम मुनिश्रेडको 
देखकर उन्होंने दण्डवत्‌-प्रणाम करके मुनिके चरणोंका 
स्पर्श किया। मुनिने भी राजासे राज्यके सातो" आङ्गोंकी 
कुशल पूछी । 

राजा बोले--स्वामिन्‌! आपकी कृपासे मेरे 
राज्यके सातों अङ्ग सकुशल हैं । किन्तु मैने स्वममें देखा 
है कि मेरे पितर नरकमें पड़े हैं; आतः बताइये किस 
पुण्यके प्रभावसे उनका वहाँसे छुटकारा होगा ? 

राजाकी यह बात सुनकर मुनिश्रेष्ठ पर्त एक 
मुहूर्ततक ध्यानस्थ रहे । इसके नाद वे राजासे बोले 
“महाराज ! मार्गशीर्ष भासके शुक्तपक्षमें जो 'मोक्षा' 
नामकी एकादशी होती है, तुम सब लोग उसका त्रत 
करो और उसका पुण्य पितरोंको दे डालो । उस पुण्यके 
प्रभावसे उनका नरकसे उद्धार हो जायगा ।' 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं- युधिष्टिर ! मुनिकी 
यह बात सुनकर राजा पुनः अपने घर लौट आये | जब 
उत्तम मार्गशीर्ष मास आया, तब राजा वैखानसने मुनिके 
कथनानुसार 'मोक्षा' एकादशीका व्रत करके उसका पुण्य 
समस्त पितरोंसहित पिताको दे दिया। पुण्य देते ही 
क्षणभरमें आकाइासे फूलोँकी वर्षा होने लगी। 
बैखानसके पिता पितरोंसहित नरकसे छुटकारा पा गये 
और आकाशमें आकर राजाके प्रति यह पवित्र बचन 
ोले---'बेटा ! तुम्हारा कल्याण हो।' थह कहकर वे 
स्वर्गमें चले गये। राजन्‌ ! जो इस प्रकार कल्याणमयी 
"मोक्षा' एकादशीका ब्रत करता है, उसके पाप नष्ट हो 
जाते हैं और मरनेके बाद वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। 
यह मोक्ष देनेवाली 'मोक्षा' एकादशी मनुष्योंके लिये 
चिन्तामणिके समान समस्त कामनाओंको पूर्ण करनेवाली 
है। इस माहाल्यके पढ़ने और सुननेसे वाजपेय यज्ञका 
फल मिलता है। 


= जद = 


१, राजा, मन्त्री, राष्ट्‌, किला, खजाना, सेना और मित्रवर्ग--ये ही परस्पर उपकार करनेवाले राज्यके सात अङ्ग हैं। 


उत्तरखण्ड ] 


* पौष मासकी 'सफला' और 'पुत्रदा' नामक एकादशीका माहात्म्य » 


६४५९ 


४६४०५५५१५५ ५५५४७%७ ७५५७७५७०५० ७७७६६७६७७४ 5४9» ७» **५४० 9» ४४% # ४» ४ ०४ 23४०»०##*#**&*४* 25. 


पौष मासकी “सफला' और 'पुत्रदा' नामक एकादशीका माहात्म्य 


युधिष्ठिरने पूछा--स्वामिन्‌। पौष मासके 
कृष्णपक्षमें जो एकादशी होती है, उसका क्या नाम है ? 
उसकी क्या विधि है तथा उसमें किस देवताकी पूजा की 
जाती है ? यह बताइये। 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--राजेन्द्र ! बतलाता 
हूँ, सुनो; बड़ी-बड़ी दक्षिणावाले यज्ञॉसे भी मुझे उतना 
संतोष नहीं होता, जितना एकादशी-ब्रतके अनुष्ठानसे 
होता है। इसलिये सर्वथा प्रयत्न करके एकादशीका व्रत 
करना चाहिये । पौष मासके कृष्णपक्षमें 'सफला' नामकी 
एकादशी होती है। उस दिन पूर्वोक्त विधानसे ही 
विधिपूर्वक भगवान्‌ नारायणकी पूजा करनी चाहिये । 
एकादशी कल्याण करनेवाली है। अतः इसका ब्रत 
अवश्य करना उचित है । जैसे नागोंमें शेषनाग, पक्षियोंमें 
गरुड, देवताओमें श्रीविष्णु तथा मनुष्योमें ब्राह्मण श्रेष्ठ 
है, उसी प्रकार सम्पूर्ण ब्रतोंमें एकादशी तिथि श्रेष्ठ है। 
राजन्‌ ! 'सफला' एकादशीको नाम-मन्त्रोंका उच्चारण 
करके फलॉके द्वारा श्रीहरिका पूजन करे । नारियलके 
फल, सुपारी, बिजौरा नीबू, जमीरा नोबू, अनार, सुन्दर 
आँचला, लौंग, बेर तथा विशेषतः आमके फलोंसे 
देवदेवेश्वर श्रीहरिकी पूजा करनी चाहिये। इसी प्रकार 
धूप-दीपसे भी भगवानकी अर्चना करे। 'सफला' 
एकादशीको विशेषरूपसे दीप-दान करनेका विधान है। 
रातको वैष्णव पुरुषोंके साथ जागरण करना चाहिये। 
जागरण करनेवालेको जिस फलकी प्राप्ति होती है, वह 
हजारों वर्ष तपस्या करनेसे भी नहीं मिलता। 
नृपश्रेष्ठ ! अब 'सफला' एकादशीकी शुभकारिणी 
कथा सुनो | चम्पावती नामसे विख्यात एक पुरी है, जो 
कभी राजा माहिष्मतकी राजधानी थी। राजर्षि 
माहिष्मतके पाँच पुत्र थे। उनमें जो ज्येष्ठ था, बह सदा 
पापकर्ममें ही लगा रहता था। परखीगामी और 
वबेश्यासक्त था । उसने पिताके धनको पापकर्ममें ही खर्च 
किया । बह सदा दुराचारपरायण तथा ब्राह्मणोंका निन्दक 
था। वैष्णवों और देवताओंकी “भी हमेशा निन्दा किया 


करता था। अपने पुत्रको ऐसा पापाचारी देखकर राजा 
माहिष्पतने राजकुमारोंमें उसका नाम लुम्भक रख दिया। 
फिर पिता और भाइयेनि मिलकर उसे राज्यसे बाहर 
निकाल दिया। लुम्भक उस नगरसे निकलकर गहन 
बनमें चला गया। वहीं रहकर उस पापीने प्रायः समूचे 
नगरका धन लूट लिया । एक दिन जब वह चोरी करनेके 
लिये नगरमें आया तो रातमें पहरा देनेवाले सिपाहियेनि 
उसे पकड़ लिया। किन्तु जब उसने अपनेको राजा 
माहिष्मतका पुत्र बतलाया तो सिपाहियेनि उसे छोड़ 
दिया। फिर वह पापी वनमें लौट आया और प्रतिदिन 
मांस तथा वृक्षोके फल खाकर जीवन-निर्वाह करने 
लगा। उस दुष्टका विश्राम-स्थान पीपल वृक्षके निकट 
था। वहाँ बहुत वर्षोका पुराना पीपलका वृक्ष था । उस 
बनमें वह वृक्ष एक महान्‌ देवता माना जाता था। 
पापबुद्धि लुम्भक वहीं निवास करता था। 

बहुत दिनोंके पश्चात्‌ एक दिन किसी संचित पुण्यके 
प्रभावसे उसके द्वारा एकादशीके त्रतका पालन हो गया। 
पौष मासमें कृष्णपक्षकी दशमीके दिन पापिष्ठ लुम्भकने 
बृक्षेके फल खाये और वस्त्रहीन होनेके कारण रातभर 
जाड़ेका कष्ट भोगा। उस समय न तो उसे नींद आयी 
और न आराम ही मिला । वह निष्माण-सा हो रहा था। 
सूर्योदय होनेपर भी उस पापीको होश नहीं हुंआ। 
'सफला' एकादशीके दिन भी लुम्भक बेहोश पड़ा रहा । 
दोपहर होनेपर उसे चेतना प्राप्त हुई । फिर इधर-उधर 
दृष्टि डालकर नह आसनसे उठा और कूँगड़ेकी भाँति 
पैरोंसे बार-बार लड़खड़ाता हुआ बनके भीतर गया । वह 
भूखसे दुर्बळ और पीड़ित हो रहा था। राजन्‌! उस 
समय लुम्भक नहुत-से फल लेकर ज्यों ही विश्राम- 
स्थानपर लौटा, त्यो ही सूर्यदेव अस्त हो गये । तब उसने 
वृक्षकी जड़में बहुत-से फल निवेदन करते हुए कहा-- 
“इन फलोंसे लक्ष्मीपति भगवान्‌ बिष्णु संतुष्ट हों ।' यों 
कहकर लुम्भकने रातभर नोंद नहीं ली। इस प्रकार 
अनायास ही उसने इस व्रतका पालन कर लिया। उस 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


समय सहसा आकारावाणों हुई--'राजकुमार ! तुम 
'सफला' एकादशीके प्रसादसे राज्य और पुत्र प्राप्त 
करोगे ।' “बहुत अच्छा' कहकर उसने वह वरदान 
स्वीकार किया। इसके बाद उसका रूप दिव्य हो गया। 
तबसे उसकी उत्तम्‌ बुद्धि भगवान्‌ विष्णुके भजनमें लग 
गयी। दिव्य आभूषणोंकी शोभासे सम्पन्न होकर उसने 
अकण्टक राज्य प्राप्त किया और पंद्रह वर्षोतक वह 
उसका संचालन करता रहा। उस समय भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी कृपासे उसके मनोज नामक पुत्र उत्पन्न 
हुआ। जब वह बड़ा हुआ, तब लुम्भकमे तुरेत ही 
राज्यकी ममता छोड़कर उसे पुत्रको सौंप दिया और वह 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके समीप चला गया, जहाँ जाकर 
मनुष्य कभी शोकमें नहीं पड़ता । राजन्‌ ! इस प्रकार जो 
'सफला' एकादशीका उत्तम व्रत करता है, वह इस 
'लोकमें सुख भोगकर मरनेके पश्चात्‌ मोक्षको प्राप्त होता 
है। संसारमें वे मनुष्य धन्य हैं, जो 'सफला' एकादशीके 
ब्रतमें लगे रहते हैं । उन्हींका जन्म सफल है । महाराज ! 
इसकी महिमाको पढ़ने, सुनने तथा उसके अनुसार 
आचरण करनेसे मनुष्य राजसूय यज्ञका फल पाता है । 
युधिष्ठिर बोले--श्रीकृष्ण ! आपने शुभकारिणी 
*सफला' एकादशीका वर्णन किया। अब कृपा करके 
शुकृपक्षकी एकादशीका महत्त्व बतलाइये । उसका क्या 
नाम है ? कौन-सी विधि है ? तथा उसमें किस देवताका 
पूजन किया जाता है ? 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--राजन्‌ ! पौषके 
झुकृपक्षकी जो एकादशी है, उसे बतलाता हूँ; सुनो। 
महाराज ! संसारके हितकी इच्छासे मैं इसका वर्णन 
करता हूँ। राजन्‌ ! पूर्वोक्त विधिसे ही यलपूर्वक इसका 
ब्रत करना चाहिये। इसका नाम 'पुत्रदा' है। यह सब 
पापॉको हरनेवाली उत्तम तिथि है। समस्त कामनाओं 
तथा सिद्धियोंके दाता भगवान्‌ नारायण इस तिथिके 
अधिदेवता हैं। चराचर प्राणियोंसहित समस्त त्रिलोकीमें 
इससे बढ़कर दूसरी कोई तिथि नहीं है! पूर्वकालकी 
बात है, भद्रावती पुरीमें राजा सुकेतुमान्‌ राज्य करते थे। 
उनकी रानीका नाम चम्पा था । राजाको बहुत समयतक 


कोई वंशधर पुत्र नहीं प्राप्त हुआ। इसलिये दोनों 
पति-पत्नी सदा चिन्ता और शोकमें डूबे रहते थे । राजाके 
पितर उनके दिये हुए जलको शोकोच्छ्वाससे गरम 
करके पीते थे। 'राजाके बाद और कोई ऐसा' नहीं 
दिखायी देता, जो हमलोगोंका तर्पण करेगा' यह 
सोच-सोचकर पितर दुःखी रहते थे। 

एक दिन राजा घोड़ेपर सवार हो गहन वनमें चले 
गये। पुरोहित आदि किसीको भी इस बातका पता न 
था। मृग और पक्षियॉसे सेवित उस सघन काननमें राजा 
भ्रमण करने लगे । मार्गमें कहीं सियारकी बोली सुनायी 
पड़ती थी तो कहीँ उल्लुओंकी । जहाँ-तहां रीछ और मृग 
दृष्टिगोचर हो रहे थे। इस प्रकार धूम-घूमकर राजा 
चनकी शोभा देख रहे थे, इतनेमें दोपहर हो गया। 
राजाको भूख और प्यास सताने लगी । वे जलकी खोजमें 
इधर-उधर दौड़ने लगे । किसी पुण्यके प्रभावसे उन्हें एक 
उत्तम सरोबर दिखायी दिया, जिसके समीप मुनियोंके 
बहुत-से आश्रम थे । शोभाशाली नरेशने उन आश्रमोंकी 
ओर देखा । उस समय शुभकी सूचना देनेवाले शकुन 
होने लगे। राजाका दाहिना नेत्र और दाहिना हाथ 


# माघ यासकी “घदतिल्त' और 'जया' एकादशीका माहात्थ + 


६५९ 


फड़कने लगा, जो उत्तम फलकी सूचना दे रहा था। 
सरोवरके तटपर बहुत-से मुनि वेद-पाठ कर रहे थे। 
उन्हें देखकर राजाको बड़ा हर्ष हुआ । वे घोड़ेसे उतरकर 
मुनियोके सामने खड़े हो गये और पृथक्‌-पृथक्‌ उन 
सबकी वन्दना करने लगे। वे मुनि उत्तम त्रतका 
पालन करनेवाले थे । जब राजाने हाथ जोड़कर बारम्बार 
दण्डवत्‌ किया, तब मुनि बोले--“राजन्‌ ! हमलोग 
तुमपर प्रसन्न हैं ।' 

राजा बोले--आपलोग कौन हैं? आपके नाम 
क्या हैं तथा आपलोग किसलिये यहाँ एकत्रित हुए हैं ? 
यह सब सच-सच बताइये । 

मुनि ओोले--राजन्‌ ! हमलोग विश्वेदेव हैं, यहाँ 
'ख्रानके लिये आये हैं। माघ निकट आया है । आजसे 
पाँचवें दिन माघका स्थान आरम्भ हो जायगा । आज ही 
'पुत्रदा' नामकी एकादशी है, जो व्रत करनेवाले 
मनुष्योंको पुत्र देती है । 

राजाने कहा--विश्वेदेषणण ! यदि आपलोग 
प्रसन्न हैं तो मुझे पुत्र दीजिये। 


मुनि ओले--राजन्‌! आजके ही दिन 'पुत्रदा' 
नामकी एकादशी है । इसका ब्रत बहुत विख्यात है। तुम 
आज इस उत्तम त्रतका पालन करो । महाराज ! भगवान्‌ 
केशवके प्रसादसे तुम्हें अवश्य पुत्र प्राप्त होगा। 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं--युधिष्ठिर! इस 
प्रकार उन मुनियोंके कहनेसे राजाने उत्तम ब्रतका पालन 
किया । महर्षियोंके उपदेशके अनुसार विधिपूर्वक पुत्रदा 
एकादशीका अनुष्ठान किया । फिर द्वादशीको पारण करके 
मुनियोके चरणोंमें बारम्बार मस्तक झुकाकर राजा अपने 
घर आये । तदनन्तर रानीने गर्भ धारण किया । प्रसवकाल 
आनेपर पुण्यकर्मा राजाको तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ, जिसने 
आपने गुणोंसे पिताको संतुष्ट कर दिया । वह प्रजाओका 
पालक हुआ | इसलिये राजन्‌ ! 'पुत्रदा'का उत्तम ब्रत 
अवश्य करना चाहिये। मैंने लोगेकि हितके लिये तुम्हारे 
सामने इसका वर्णन किया है। जो मनुष्य एकाग्रचित्त 
होकर 'पुत्रदा'का ब्रत करते हैं, वे इस लोकमें पुत्र पाकर 
मृत्युके पश्चात्‌ स्वर्गगामी होते हैं। इस माहात्म्यको पढ़ने 
और सुननेसे अ्निष्टोम यज्ञका फल मिलता है ! 


—= च्च 


माघ मासकी “षद्तिला' और 'जया' एकादशीका माहात्म्य 


युधिष्ठिरने पूछा--जगत्राथ ! श्रीकृष्ण ! 
आदिदेव | जगत्पते! माघ मासके कृष्ण पक्षमें 
कौन-सी एकादशी होती है ? उसके लिये कैसी विधि 
है ? तथा उसका फल क्या है ? महाप्राज्ञ ! कृपा करके 
ये सब बातें बताइये । 

श्रीभगवान्‌ बोले- -नृपश्चेष्ठ ! सुनो, माघ मासके 
कृष्ण पक्षकी जो एकादशी है, वह 'षट्तिला'के नामसे 
विख्यात है, जो सब पापोंका नाश करनेवाली है । अब 
तुम 'षट्तिला'की पापहारिणी कथा सुनो, जिसे मुनिश्रेष्ठ 
पुर्लस्त्यने दाल्भ्यसे कहा था। 

दाल्भ्यने पूछा--ब्रह्मन्‌ ! मृत्युलोकमें आये हुए 
मणी प्रायः पापकर्म करते हैं। उन्हें नरकमें न जाना पडे, 
इसके लिये कौन-सा उपाय है ? बतानेकी कृपा करें। 

पुलस्त्यजी खोले--महाभाग ! तुमने बहुत 


अच्छी बात पूछी है, बतलाता हूँ; सुनो। माघ मास 
आनेपर मनुष्यको चाहिये कि वह नहा-थोकर पवित्र हो 
इन्द्रियोंको संयममें रखते हुए काम, क्रोध, अहेकार, 
लोभ और चुगली आदि बुराइ्योंको त्याग दे। 


देवाधिदेव ! भगवानका स्मरण करके जलसे पैर धोकर 


भूमिपर पड़े हुए गोबरका संग्रह करे। उसमें तिल और 


कपास छोड़कर एक सौ आठ पिडिकाएँ बनाये । फिर 
माघमें जब आर्द्रा या मूल नक्षत्र आये, तंब कृष्ण पक्षकी 
एकादशी करनेके लिये नियम ग्रहण करे। भलीभाँति 
स्नान करके पवित्र हो शुद्धभावसे देवाधिदेव श्रीविष्णुकी 
पूजा करे। कोई भूल हो जानेपर श्रीकृष्णका नामोच्चारण 


करे। रातको जागरण और होम करे । चन्दन, अरगजा, 


कपूर, नैवेद्य आदि सामग्रीसे शङ्ख, चक्र और गदा धारण 


करनेवाले देवदेवेश्वर श्रीहरिकी पूजा करे। तत्पश्चात्‌ 


भगवानका स्मरण करके बारम्बार श्रीकृष्णनामका 
उच्चारण करते हुए कुम्हड़े, नारियल अथवा बिजौरेके 
'फलूसे भगवानको विधिपूर्वक पूजकर अर्घ्य दे। अन्य 
सन सामग्रियोंके अभावमें सौ सुपारियोंके द्वारा भी पूजन 
और अर्घ्यदान किये जा सकते हैं। अर्घ्यका मन्त्र इस 
अकार है-- 

कृष्ण कृष्ण 

संसारार्णवमप्ानां 


कृपालुस्त्वमगतीनां गतिर्भव । 
असीद पुरुषोत्तम ॥ 
नमस्ते पुण्डरीकाक्ष नमस्ते विश्वभावन । 
सुत्रह्मण्य नमस्तेऽस्तु महापुरुष पूर्वज ॥ 
गृहाणार्घ्यं मया दत्तं लक्ष््या सह जगत्पते । 
(डंडे ॥ १८--२०) 
*सश्चिदानन्दस्वरूप श्रीकृष्ण ! आप बड़े दयालु हैं। 
हम आश्रयहीन जीवोंके आप आश्रयदाता होइये। 
पुरुषोत्तम ! हम संसार-समुद्रमें डूब रहे हैं, आप हमपर 
प्रसन्न होइये। कमलनयन ! आपको नमस्कार है, 
विश्वभावन ! आपको नमस्कार है। सुब्रह्मण्य ! 
महापुरुष ! सबके पूर्वज ! आपको नमस्कार है। 
जगत्पते ! आप लक्ष्मीजीके साथ मेरा दिया हुआ अर्घ्य 
स्वीकार करें ।' 
तत्पश्चात्‌ ब्राह्मणकी पूजा करे | उसे जलका घडा 
दान करे । साथ ही छाता, जूता और बसू भी दे। दान 
करते समय ऐसा कहे--'इस दानके द्वारा भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण मुझपर प्रसन्न हों ।' अपनी शक्तिके अनुसार श्रेष्ठ 
ब्राह्मणको काली गौ दान करे । दविजश्रेष्ठ ! विद्वान्‌ पुरुषको 
चाहिये कि वह तिलसे भरा हुआ पात्र भी दान करे । उन 
तिलोंके बोनेपर उनसे जितनी शाखाएँ पैदा हो सकती हैं, 
उतने हजार वर्षंतक यह स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठित होता है । 
तिलसे सान करे, तिलका उबरन लगाये, तिलसे होम 
करे; तिल मिलाया हुआ जळ पिये, तिलका दान करे और 
तिलको भोजनके काममें ले। इस प्रकार छः कामोंमें 
तिलका उपयोग करनेसे यह एकादशी 'षट्तिल्ग' 
कहत्तरती है, जो सब पापॉका नाश करमेचाली है ।* 


युधिष्ठिरने पूछा--भगवन्‌ ! आपने माघ मासके 
कृष्ण पक्षकी 'षट्तिला' एकादशीका वर्णन किया । अब 
कृपा करके यह बताइये कि झुकू पक्षमें कौन-सी 
एकादशी होती है ? उसकी विधि क्या है ? तथा उसमें 
किस देवताका पूजन किया जाता है? 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--राजेन्द्र ! बतलाता 
हूँ, सुनो। माघ मासके शुक्त पक्षमें जो एकादशी 
होती है, उसका नाम 'जया' है। वह सब पापोंको 
हरनेवाली उत्तम तिथि है । पवित्र होनेके साथ ही पापोंका 
नाझ करनेवाली है तथा मनुष्योंको भोग और मोक्ष प्रदान 
करती है। इतना ही महीं, वह ब्रह्महत्या-जैसे पाप तथा 
पिशाचत्वका भी विनाश करनेबाली है। इसका ब्रत 
'करनेपर मनुष्योंको कभी प्रेतयोनिमें नहीं जाना पड़ता । 
इसलिये राजन्‌ ! प्रयलपूर्वक 'जया' नामकी एकादशीका 
व्रत करना चाहिये । 

एक समयकी बात है, स्वर्गलोकमें देवराज इन्द्र 
राज्य करते थे। देवगण पारिजात वृक्षांसे भरे हुए 
नन्दनवनमें अप्सराओंके साथ विहार कर रहे थे। पचास 
करोड़ गन्धर्वेकि नायक देवराज इन्द्रने स्वेच्छानुसार बनमें 
विहार करते हुए बड़े हर्षक साथ नृत्यका आयोजन 
किया । उसमें गन्धर्व गान कर रहे थे, जिनमें पुष्पदन्त, 
चित्रसेन तथा उसका पुत्र--ये तीन प्रधान थे । चित्र- 
सेनकी स्त्रीका नाम मालिनी था । मालिनीसे एक कन्या 
उत्पन्न हुई थी, जो पुष्पवन्तीके नामसे विख्यात थी। 
पुष्पदन्त गन्धर्वके एक पुत्र था, जिसको लोग माल्यवान्‌ 
कहते थे। माल्यवान्‌ पुष्पवन्तीके रूपपर अत्यन्त मोहित 
था। ये दोनों भी इन्द्रके संतोषार्थ नृत्य करनेके लिये 
आये थे। इन दोनोंका गान हो रहा था, इनके साथ 
अप्सरा. भी थीं। परस्पर अनुरागके कारण ये दोनों 
मोहके वशीभूत हो गये। चित्तमें भ्रान्ति आ गयी। 
इसलिये वे शुद्ध गान न गा सके। कभी ताल भंग हो 
जाता और कभी गीत बंद हो जाता था। इन्द्रने इस 
प्रमादपर विचार किया और इसमें अपना. अपमान 


+ तिलस्नायी तिलोदतीं तिलहोमी तिस्त्रेदकी । तिल्र्दाता च भोक्ता च षटतिला पापनाशिनी ॥ (४४ । २४७) 


उत्तरखण्ड ३ 


+ फाल्गुन मासकी 'बिजया' तथा 'आपलक्की' एकार्देशीका माहात्म्य » 


६५३ 


442544४००५ ५७७०५७५७५५ ७३४. ५१०७०५५५५५ ५००७७७५६७५ ० ५५७५९७७७७४ ७७७९७ ७५७७७०७७७७ ७७७७ केक कटीळ, 


समझकर वे कुपित हो गये । अतः इन दोनॉको शाप देते 
हुए बोले--'ओ मूखों! तुम दोनोंको धिक्कार है! 
तुमलोग पतित और मेरी आज्ञा भंग करनेवाले हो; अतः 
पति-पल्लीके रूपमें रहते हुए पिशाच हो जाओ।' 
इन्द्रके इस प्रकार शाप देनेपर इन दोनोंके मनमें बड़ा 
दुःख हुआ । वे हिमालय पर्वतपर चले गये और पिशाच- 
योनिको पाकर भयङ्कर दुःख भोगने लगे। शारीरिक 
पातकसे उत्पन्न तापसे पीड़ित होकर दोनों हो पर्वतकी 
कन्दराओंमें बिचरते रहते थे। एक दिन पिशाचने अपनी 
पत्नी पिशाचीसे कहा--'हमने कौन-सा पाप किया है, 
जिससे यह पिशाच-योनि प्राप्त हुई है ? नरकका कष्ट 
अत्यन्त भयङ्कर है तथा पिशाचयोनि भी बहुत दुःख देने- 
बाली है । अतः पूर्ण प्रयत्न करके पापसे बचना चाहिये ।' 
इस प्रकार चिन्तामम्न होकर वे दोनों दुःखके कारण 
सूखते जा रहे थे । दैवयोगसे उन्हें माघ मासकी एकादशी 
तिथि प्राप्त हो गयी। 'जया' नामसे विख्यात तिथि, जो 
सब तिथियोंमें उत्तम है, आयी । उस दिन उन दोनेनि सब 
प्रकारके आहार त्याग दिये। जलपानतक नहीं किया। 
किसी जीवकी हिंसा नहीं की, यहाँतक कि फल भी नहीं 
खाया। निरन्तर दुःखसे युक्त होकर वे एक पीपलके 
समीप बैठे रहे । सूर्यास्त हो गया । उनके प्राण लेनेबाली 
भयङ्कर रात उपस्थित हुई । उन्हें नींद नहीं आयी । वे रति 
था और कोई सुख भी नहीं पा सके | सूर्योदय हुआ । 
द्वादशीका दिन आया । उन पिशाचोंके द्वारा 'जया'के 
उत्तम ब्रतका पालन हो गया । उन्होंने रातमें जागरण भी 


किया था । उस त्रतके प्रभावसे तथा भगवान्‌ विष्णुकी 
शक्तिसे उन दोनोंकी पिशाचता दूर हो गयी । पुष्मवन्ती 
और माल्यवान्‌ अपने पूर्वरूपमें आ गये । उनके हृदयमें 
वही पुराना स्नेह उमड़ रहा था) उनके शरीरपर पहले 
ही-जैसे अलङ्कार शोभा पा रहे थे । वे दोनों मनोहर रूप 
धारण करके विमानपर बैठे और स्वर्गलोकमें चले गये । 
वहाँ देवराज इन्द्रके सामने जाकर दोनेनि बडी प्रसन्नताके 
साथ उन्हें प्रणाम किया । उन्हें इस रूपमें उपस्थित 
देखकर इन्द्रको बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा-- 
"बताओ, किस पुण्यके प्रभावसे तुम दोनोंका पिज्ञाचत्व 
दूर हुआ है। तुम मेरे शापको प्राप्त हो चुके थे, फिर किस 
देवताने तुम्हें उससे छुटकारा दिलाया है ?' 

माल्यवान्‌ खोठा- स्वामिन्‌! भगवान्‌ 
वासुदेबकी कृपा तथा 'जया' नामक एकादशीके त्रतसे 
हमारी पिशाचता दूर हुई है। 

इन्द्रने कहा--तो आब तुम दोनों मेरे कहनेसे 
'सुधापान करो। जो लोग एकादशीके ब्रतमें तत्पर और 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके शरणागत होते हैं, वे हमारे भी 
पूजनीय हैं। 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते है- राजन्‌ ! इस 
कारण एकादशीका व्रत करना चाहिये । नृपश्रेष्ठ ! 'जया' 
न्रहाहत्याका पाप भी दूर करनेवाली है । जिसने 'जया' 
का व्रत किया है, उसने सब प्रकारके दान दे दिये और 
सम्पूर्ण यज्ञोंका अनुष्ठान कर लिया। इस माहात्म्यके 
पढ्ने और सुननेसे अग्निष्टोम यज्ञका फल मिलता है। 


—= + == 


फाल्गुन मासकी 'व्रिजया' तथा 'आमलूकीो' एकादशीका माहात्म्य 


सुधिष्ठिरने पूछा--वासुदेव ! फाल्गुनके 
कृष्णपक्षमें किंस नामकी एकादशी होती है? कृपा 
करके बताइये। 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण खोले--युधिष्ठिर ! एक बार 
नारदजीने कमलके आसनपर विराजमान होनेवाले 
ग्रह्माजीसे प्रश्न किया- “सुरश्चेष्ठ ! फाल्गुनके 
कृष्णपक्षमें जो 'विजया' नामको एकादशी होती है, 


कृपया उसके पुण्यका वर्णन कीजियें ।' 

ब्रह्माजीने कहा--नारद्‌ ! सुनो--'मैं एक उत्तम 
कथा सुनाता हूँ, जो पापॉका अपहरण करनेवाली है। 
यह ब्रत बहुत ही प्राचीन, पवित्र और पापनाशक है । यह 
“विजया' नामकी एकादशी राजाओंको विजय प्रदान 
करती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है । पूर्वकालकी 
जात है, भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी चौदह वर्षोकि लिये बनमें 


* अर्चयस्व इषीकेर्श यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


गये और यहाँ पञ्चवटीमें सीता तथा लक्ष्मणके साथ 
रहने रूगे। वहाँ रहते समथ राबणने चपलतावञ्च 
विजयात्मा श्रीरामकी तपस्विनी पत्री सीताको हर लिया। 
उस दुःखसे श्रीराम व्याकुल हो उठे । उस समय सीताकी 
खोज करते हुए बे वनमें घूमने लगे । कुछ दूर जानेपर 
उन्हें जरायु मिले, जिनकी आयु समाप्त हो चुकी थी। 
इसके बाद उन्होंने बनके भीतर कबन्ध नामक राक्षसका 
वध किया। फिर सुग्रीवके साथ उनकी मित्रता हुई। 
तत्पश्चात्‌ श्रीयमके लिये वानरोंकी सेना एकत्रित हुई । 
हनुमानजीने लङ्काके उद्यानमें जाकर सीताजीका दर्शन 
किया और उन्हें श्रीरामकी चिहमस्वरूप मुद्रिका प्रदान 
की। यह उन्होंने महान्‌ पुरुषार्थका काम किया था। 
बहाँसे लौटकर वे श्रीरामचन्द्रजीसे मिले और लङ्काका 
सारा समाचार उनसे निवेदन किया । हनुमान्जीकी बात 
सुनकर श्रीरामने सुग्रीबकी अनुमति ले लड्काको प्रस्थान 
करनेका विचार किया और समुद्रके किनारे पहुँचकर 
उन्होंने लक्ष्मणसे कहा--'सुमित्रानन्दन ! किस पुण्यसे 
इस समुद्रको पार किया जा सकता है ? यह अत्यन्त 
अगाध और भयङ्कर जलजन्तुओंसे भया हुआ है । मुझे 
ऐसा कोई उपाय नहीं दिखायी देता, जिससे इसको 
सुगमतासे पार किया जा सके ।' 
लक्ष्मण बोले--महाराज ! आप ही आदिदेव 
और पुराणपुरुष पुरुषोत्तम हैं। आपसे क्या छिपा है? 
यहाँ द्वीपके भीतर बकदाल्भ्य नामक मुनि रहते हैं। 
यहाँसे आधे योजनकी दूरीपर उनका आश्रम है। 
रघुनन्दन ! उन प्राचीन मुनीश्वरके पास जाकर उन्हांसे 
इसका उपाय पूछिये। 
लक्ष्मणकी यह अत्यन्त सुन्दर बात सुनकर 
श्रीरामचन्द्रजी महामुनि बकदाल्भ्यसे मिलनेके लिये 
गये । वहाँ पहुँचकर उन्होंने मस्तक झुकाकर मुनिको 
अणाम किया । मुनि उनको देखते ही पहचान गये कि ये 
पुराणपुरुषोत्तम श्रीराम हैं, जो किसी कारणवश मानव- 
झरीरमें अवतीर्ण हुए हैं! उनके आनेसे महर्षिको बड़ी 
असन्नता हुई। उन्होंने पूछा-- श्रीराम ! आपका कैसे 
यहाँ आगमन हुआ ?' 


( संक्षिप्त पद्मपुराण 
श्रीराम खओले--ब्रह्न्‌! आपकी कृपासे 
जीतनेके लिये सेनाके साथ 


राक्षसोंसहित 
वतुत 7 / कर, 


/ Fle 


Moe Mn 49 ५ 


समुद्रके किनारे आया हूँ। मुने! अब जिस प्रकार 
समुद्र पार किया जा सके, वह उपाय' बताइये । मुझपर 
कृपा कोजिये । 

बकदाल्भ्यने कहा -- श्रीराम ! फाल्गुनके कृष्ण- 
पक्षमें जो 'विजया' नामकी एकादशी होती है, उसका 
ब्रत करनेसे आपकी विजय होगी । निश्चय ही आप 
अपनी वानरसेनाके साथ समुद्रको पार कर लेंगे! 
राजन्‌! अब इस व्रतकी फलदायक विधि सुनिये। 
दशमीका दिन आनेपर एक कलश स्थापित करे। वह 
सोने, चाँदी, ताँबे अथवा मिट्टीका भी हो सकता है । उस 
कलशको जलसे भरकर उसमें पल्लव डाल दे। उसके 
ऊपर भगवान्‌ नारायणके सुवर्णमय विग्रहकी स्थापना 
करे। फिर एकादशीके दिन प्रातःकाल सान करे। 
'कलशको पुनः स्थिरतापूर्वक स्थापित करे। माला, 
चन्दन, सुपारी तथा नारियल आदिके द्वारा विशेषरूपसे 
उसका पूजन करे। कलशके ऊपर सप्तधान्य और जौ 
रखे । गन्ध, धूप, दीप और भाँति-भाँतिके नैवेद्यसे पूजन 


उत्तरखण्ड ] 


* फाल्गुन मासकी “विजया' तथा *आमरूकी* एकादशीका माहात्प्य + 


करे। कलशके सामने बैठकर वह सारा दिन उत्तम 
कथा-वार्ता आदिके द्वारा व्यतीत करे तथा रातमें भी वहाँ 
जागरण करे । अखण्ड ब्रतकी सिद्धिके लिये घौका दीपक 
'जलाये । फिर द्वादशीके दिन सूर्योदय होनेपर उस कलशको 
किसी जलाशयके समीप--नदी, झरने या पोखरेके तटपर 
ले जाकर स्थापित करे और उसकी विधिवत्‌ पूजा करके 
देव-प्रतिमासहित उस कलशको वेदवेत्ता त्राह्मणके लिये 
दान कर दे। महाराज ! कलशके साथ ही और भी बड़े- 
बड़े दान देने चाहिये। श्रीराम ! आप अपने यूथपतियोंके 
साथ इसी विधिसे प्रयत्नपूर्वक 'विजया'का ब्रत कीजिये । 
इससे आपकी विजय होगी । 
ब्रह्माजी कहते हैं- नारद ! यह सुनकर 
श्रीरामचन्द्रजीने मुनिके कथनानुसार उस समय 'विजया' 
एकादशीका व्रत किया । उस व्रतके करनेसे श्रीरामचन्द्रजी 
विजयी हुए। उन्होंने संग्राममें रावणको मारा, लङ्कापर 
विजय पायी और सीताको प्राप्त किया । बेटा ! जो मनुष्य 
इस विधिसे व्रत करते हैं, उन्हें इस लोकमें विजय प्राप्त 
होती है और उनका परलोक भी अक्षय बना रहता है। 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं--युधिष्ठिर! इस 
कारण 'विजया'का व्रत करना चाहिये। इस प्रसङ्गको 
पढ्ने और सुननेसे वाजपेय यज्ञका फल मिलता है। 
युधिष्ठिरने कहा--श्रीकृष्ण! मैंने विजया 
एकादशीका माहात्म्य, जो महान्‌ फल देनेबाला है, सुन 
लिया। अब फाल्गुन शुक्कपक्षकी एकादशीका नाम और 
माहात्म्य बतानेकी कृपा कीजिये। 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--महाभाग धर्मनन्दन ! 
सुनो--तुम्हें इस समय चह प्रसङ्ग सुनाता हूँ, जिसे राजा 
मान्धाताके पूछनेपर महात्मा वसिष्ठने कहा था । फाल्गुन 
शुकूपक्षकी एकादशीका नाम 'आमलकी' है। इसका 
पवित्र ब्रत विष्णुलोककी प्राप्ति करानेबाला है। 
मान्थाताने पूछा-- द्विजश्रेष्ठ ! यह 'आमलकी' 
कन उत्पन्न हुई, मुझे बताइये । 


बसिष्ठजीने कहा--महाभाग ! सुनो--पृथ्वीपर 
“आमलकी'की उत्पत्ति किस प्रकार हुई, यह बताता हूँ। 
आमलकी महान्‌ वृक्ष है, जो सब पापोंका नाश करनेवाला 
है। भगवान्‌ विष्णुके थूकनेपर उनके मुखसे चन्द्रमाके 
समान कान्तिमान्‌ एक विन्दु प्रकट हुआ। वह बिन्दु 
पृथ्वीपर गिरा । उसीसे आमलकी (आँवले) का महान्‌ 
वृक्ष उत्पन्न हुआ । यह सभी वृक्षोंका आदिभूत कहलाता 
है। इसी समय समस्त प्रजाकी सृष्टि करनेके लिये 
भगवानने ब्रह्मजीको उत्पन्न किया । उन्हीँसे इन प्रजाओंकी 
सृष्टि हुई । देवता, दानव, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस, नाग तथा 
निर्मल अन्तःकरणवाले महर्षियोंको ब्रह्माजीने जन्म दिया । 
उनमेंसे देवता और ऋषि उस स्थानपर आये, जहाँ 
विष्णुप्रिया आमलकीका वृक्ष था। महाभाग! उसे 
देखकर देवताओंको बड़ा विस्मय हुआ । वे एक-दूसरेपर 
दृष्टिपात करते हुए उत्कण्ठापूर्वक उस वृक्षकी ओर देखने 
लगे और खड़े-खड़े सोचने लगे कि कक्ष (पाकर) आदि 
वृक्ष तो पूर्व कल्पकी ही भाँति हैं, जो सब-के-सब हमारे 
परिचित हैं, किन्तु इस वृक्षको हम नहीं जानते । उन्हें इस 
प्रकार चिन्ता करते देख आकाशवाणी हुई--'महर्षियों ! 
यह सर्वश्रेष्ठ आमलकीका वृक्ष है, जो विष्णुको प्रिय है । 
इसके स्मरणमात्रसे गोदानका फल मिलता है। स्पर्श 
करनेसे इससे दूना और फल भक्षण करनेसे तिगुना पुण्य 
आप्त होता है। इसलिये सदा प्रयत्नपूर्वक आमरूकीका 
सेवन करना चाहिये । यह सब पापॉको हरनेवाला वैष्णव 
वृक्ष बताया गया है। इसके मूलमें विष्णु, उसके ऊपर 
ब्रह्मा, स्कन्धमें परमेश्वर भगवान्‌ रुद्र, शाखाओंमें मुनि, 
टहनियोंमें देवता, पत्तॉमें बसु, फूलॉमें मरुद्रण तथा 
फलॉमें समस्त प्रजापति वास करते हैं। आमलकी 
सर्वदेवमयी बतायी गयी है ।* अतः विष्णुभक्त पुरुषोके 
लिये यह परम पूज्य है ।' 

ऋषि खोले--[ अव्यक्त स्वरूपसे बोलनेवाले 
महापुरुष ! ] हमलोग आपको कया समझे--आप कौन 


* तस्या मूले स्थितो विष्णुस्तदूध्वै च पितामहः । स्कन्दे च भगवान्‌ रुद्रः संस्थितः परमेश्वरः ॥ 
शाखासु भुतयः सर्वे प्रशाखासु च देवता: । पर्णेषु वसथो देवा: पुष्पेषु मरुतस्तथा ॥ 


६५६ 


* अर्चयस्व हवीकेशो यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


444११५४९५५ ७५७३ ४ ४४५७७७५६१७ ७७७७७७७५७७ ७७७७७७७७५६ ७७७७७७७३७७ ७५५७७७७७७७ ३७७५७४ ७४४७ 


हैं ? देवता हैं या कोई और ? हमें ठीक-ठीक बताइये । 
आकाशवाणी हुईं--जो सम्पूर्ण भूतोंके कर्ता 
और समस्त भुवनोंके सरष्टा हैं, जिन्हें विद्वान्‌ पुरुष भी 
कठिनतासे देख पाते हैं, वही सनातन विष्णु मै हूँ। 
देवाधिदेव भगवान्‌ विष्णुका कथन सुनकर उन 
ब्रह्मकुमार महर्षियोंके नेत्र आश्चर्यसे चकित हो उठे । उन्हें 
बड़ा विस्मय हुआ। वे आदि-अन्तरहित भगवानकी 
स्तुति करने लगे। 
ऋषि बोले--सम्पूर्ण भूतोंके आत्मभूत, आत्मा 
एवं परमात्माको नमस्कार है! अपनी महिमासे कभी 
च्युत न होनेवाले अच्युतको नित्य प्रणाम है। अन्तरहित 
परमेश्वरको बारम्बार प्रणाम है । दामोदर, कवि (सर्व) 
और यज्ञेश्वरको नमस्कार है । मायापते ! आपको प्रणाम 
है। आप विश्वके स्वामी हैं; आपको नमस्कार है । 
ऋषियोंके इस प्रकार स्तुति करनेपर भगवान्‌ श्रीहरि 
संतुष्ट हुए और बोले--महर्षियो ! तुम्हें कौन-सा 
अभीष्ट वरदान दूँ?” 
ऋषि ओले--भगवन्‌ ! यदि आप संतुष्ट हैं तो 
हमलोगोंके हितके लिये कोई ऐसा ब्रत बतलाइये, जो 
स्वर्ग और मोक्षरूपी फल प्रदान करनेवाला हो। 
श्रीविष्णु खोले--महर्षियो ! फाल्गुन शुक्तपक्षमें 
यदि पुष्य नक्षत्रसे युक्त द्वादशी हो तो वह महान्‌ पुण्य 
देनेवाली और बड़े-बड़े पातकोंका नाश करनेवाली होती 
है। द्विजवरो ! उसमें जो विशेष कर्तव्य है, उसको सुनो । 
आमलकी एकादशीमें आँवलेके वृक्षके पास जाकर वहाँ 
रात्रिमें जागरण करना चाहिये । इससे मनुष्य सब पार्पोसे 
छूट जाता और सहस्र गोदानोंका फल प्राप्त करता है। 
विप्रगण ! यह व्रतोंमें उत्तम व्रत है, जिसे मैंने 
तुमलोगोंको बताया है । 
ऋषि बोले--भगवन्‌ ! इस ब्रतकी विधि 
बतलाइये। यह कैसे पूर्ण होता है? इसके देवता, 
नमस्कार और मन्त्र कौन-से बताये गये हैं ? उस समय 
सान और दान कैसे किया जाता है ? पूजनकी कौन-सी 
विधि है तथा उसके लिये मन्त्र क्या है? इन सन 


बातोंका यथार्थ रूपसे वर्णन कीजिये । 
भगवान्‌ विष्णुने कहा---द्विजवरो ! इस व्रतकी 
जो उत्तम विधि है, उसको श्रवण करो ! एकादशीको 
आतःकार दन्तधावन करके यह सङ्कल्प करे कि हे 
पुण्डरीकाक्ष ! हे अच्युत ! मैं एकादशीको निराहार 
रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा । आप मुझे शरणमे 
रखें।' ऐसा नियम लेनेके बाद पतित, चोर, पाखण्डी, 
दुराचारी, मर्यादा भंग करनेवाले तथा गुरुपलीगामी, 
मनुष्योंसे वार्तालाप न करे । अपने मनको वशमें रखते 
हुए नदीमें, पोखरेमें, कुएँपर अथवा घरमें ही स्त्रान करे। 
'्रानके पहले शरीरमें मिट्टी लगाये । 
मृत्तिका रूगानेका मन्त्र 
अश्वक्रान्ते रथक्रान्ते विष्णुक्रान्ते यसुन्धरे । 
मृत्तिके हर मे पापं जन्प्रकोट्यां समर्जितम्‌ ॥ 
(४७।४३) 
“वसुन्धरे ! तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते 
"हैं तथा यामन अवतारके समय भगवान्‌ विष्णुने भी तुम्हें 
अपने पैरॉसे नापा था । मृत्तिके ! मैने करोड़ों जन्मॉमें जो 
पाप किये हैं, मेरे उन सब पापोंको हर लो ।' 
स्रान-मन्त्र 
त्वं मातः सर्वभूतानां जीवनं तत्तु रक्षकम्‌। 
स्वेदजोद्धि्जातीनां रसानां पतये नमः ॥ 
स्रातोउहं सर्वतीर्थेषु हुदप्र्वणेषु च। 
नदीषु देखस्वातेषु इदं स्त्रान॑ तु मे भवेस्‌॥ 
(४७ | ४४-४५) 
*जलकी अधिष्ठात्री देवी ! मातः ! तुम सम्पूर्ण 
भूतोंके लिये जीवन हो। वही जीवन, जो स्वेदज और 
उद्धिज्न जातिके जीवोंका भी रक्षक है। तुम रसोंकी 
स्वामिनी हो । तुम्हें नमस्कार है । आज मैं सम्पूर्ण तीर्थो, 
कुण्डों, झरनों, नदियों और देवसम्बन्धी सरोवरोंमें स्नान 
कर चुका । मेरा यह स्त्रान उक्त सभी स्त्रानॉका फल 
देनेबाला हो ।' 
विद्वान्‌ पुरुषको चाहिये कि वह परशुरामजीकी 
सोनेकी प्रतिमा बनवाये। प्रतिमा अपनी शक्ति और 


iC 


प्रजानां पतयः सर्वे फलेश्वेव व्यवस्थिताः । सर्वदेवमयी होषा धात्री च कथिता मया ॥ (४७। २०-२३) 


उत्तरखण्ड } 


* फाल्गुन मासकी 'विजया' तथा 'आमलकी' एकादशीका माहात्म्य « 


३५७ 


९००७७: :५५७५४०५०४७»9०५$3»+9»*»४$»*»%+»»&9# 9936  » 9 $ & 96 8» # ४ # ४ ८४“ ०*** &+: ४ * & ४ # ४५ #/*#»* ०95 ४०४:५2/:£*%*4**# 8928 


घनके अनुसार एक या आधे माझे सुवर्णकी होनी 
चाहिये। स्रानके पश्चात्‌ घर आकर पूजा और हवन करे। 
इसके बाद सब प्रकारकी सामग्री लेकर आँवलेके वृक्षके 
पास जाय । वहाँ वृक्षके चारों ओरकी जमीन झाड़-बुहार, 
लीप-पोतकर शुद्ध करे । शुद्ध की हुई भूमिमें मन्त्रपाठ- 
पूर्वक जलसे भरे हुए नवीन कलशकी स्थापना करे। 
कलमें पञ्जर और दिव्य गन्ध आदि छोड़ दे। 
श्वेतचन्दनसे उसको चर्चित करे। कण्ठमें फूलकी माला 
पहनाये । सब प्रकारके धूपकी सुगन्ध फैलाये । जळते 
हुए दीपर्कोकी श्रेणी सजाकर रखे। तात्पर्य यह कि सब 
ओरसे सुन्दर एवे मनोहर दृश्य उपस्थित करे । पूजाके 
लिये नवीन छाता, जूता और वस्त्र भी मँगाकर रखे। 
कलशके ऊपर एक पात्र रखकर उसे दिव्य लाजों 
(खलो) से भर दे। फिर उसके ऊपर सुवर्णमय 
परशुरामजीकी स्थापना करे । 'बिझोकाथ नमः' कहकर 
उनके चरणोंकी, “विश्वरूपिणे नमः' से दोनों घुटनोंकी, 
'उम्माय नमः” से जाँघोंकी, 'दासोदराय नमः” से 
कटिभागकी, 'पदानाभाय नमः” से उदरकी, 
'अ्रीयत्सधारिणे नमः” से वक्षःस्थलकी, 'चक्रिणे नमः' 
से बायी बाँहकी, “गदिने नभः” से दाहिनी नाँहकी, 
*बैकुण्ठाथ नमः' से कण्ठकी, “यज्ञमुखाय नमः” से 
मुखकी, “विशोक निधये नमः” से नासिकाकी, 
“खाँसुदेवाय नमः” से नेत्रॉकी, “'वामनाय नमः” से 
'ललाटकी, “सर्वात्मने नमः” से सम्पूर्ण आङ्गों तथा 
मस्तककी पूजा करे। ये ही पूजाके मन्त्र हैं। तदनन्तर 
भक्तियुक्त चित्तसे शुद्ध फलके द्वारा देवाधिदेव 
परशुरामजीको अर्घ्य प्रदान करे। अर्घ्यका मन्त्र इस 
प्रकार है-- 

नमस्ते देवदेवेशा जामदग्न्य नमोऽस्तु ते। 

गृहाणार्ध्यमिमं दत्तमामस्तक्या  युते हरे ॥ 


Cs ius) 


“देवदेवेश्वर ! जमदप्रिनन्दन ! श्रीविष्णुस्वरूप 
परसुरामजी ! आपको नमस्कार है, नमस्कार है। 
आँवलेके फलके साथ दिया हुआ मेरा यह अर्घ्य 
अहण कीजिये ।' 

तदनन्तर भक्तियुक्त चित्तसे जागरण करे। नृत्य, 
संगीत, वाद्य, धार्मिक उपाख्यान तथा श्रीविष्णुसम्बन्धिनी 
कथा-वार्ता आदिके द्वारा वह रात्रि व्यतीत करे । उसके 
बाद भगवान्‌ विष्णुके नाम रू-लेकर आमलकी वृक्षकी 
परिक्रमा एक सौ आठ या अट्टाईस बार करे । फिर सबेरा 
होनेपर श्रीहरिकी आरती करे । ब्राह्मणकी पूजा करके 
वहाँकी सब सामग्री उसे निवेदन कर दे । परशुरामजीका 
कलक, दो वस्न, जूता आदि सभी वस्तुएँ दान कर दे 
और यह भाबना करे कि 'परशुरमजीके स्वरूपमें 
भगवान्‌ विष्णु मुझपर सन्न हों! तत्पश्चात्‌ 
आमलकीका स्पर्श करके उसकी प्रदक्षिणा करे और 
र्त्रान करनेके नाद विधिपूर्वक ब्राह्मणोंको भोजन कराये । 
तदनन्तर कुटुम्बियोकि साथ बैठकर स्वयं भी भोजन करे । 
ऐसा करनेसे जो पुण्य होता है, वह सन बतलाता हूँ 
सुनो । सम्पूर्ण ती्थेकि सेवनसे जो पुण्य प्राप्त होता है 
तथा सन प्रकारके दान देनेसे जो फल मिलता है, वह 
सब उपर्युक्त विधिके पालनसे सुलभ होता है। समस्त 
यज्ञॉकी अपेक्षा भी अधिक फल मिलता है; इसमें तनिक 
भी संदेह नहीं है। यह ब्रत सब प्रतॉंमें उत्तम है, जिसका 
मैंने तुमसे पूरा-पूरा वर्णन किया है। 

खसिष्ठजी कहते हैं-महाराज ! इतना कहकर 
देवेश्वर भगवान्‌ विष्णु वहीं अन्तर्घान हो गये । तत्पश्चात्‌ 
उन समस्त महर्षियोंने उक्त ब्रतका पूर्णरूपसे पालन 
किया। नृपश्रेष्ठ! इसी प्रकार तुम्हें भी इस ब्रतका 
अनुष्ठान करना चाहिये । 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं--युधिष्ठिर ! यह 
दुर्धर्ष ब्रत मनुष्यको सब पापोंसे मुक्त करनेवाला है। 


नन जाच 


६५८ 


* अर्चयस्व हवीकेशं यदीच्छसि परे पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


चैत्र मासव्छी 'पापमोचनी' तथा 


युधिष्ठिरने पूछा भगवन्‌ ! फाल्गुन शुकृपक्षकी 
आमलकी एकादशीका माहात्म्य मैने सुना। अब चेत्र 
कृष्णपक्षकी एकादशीका क्या नाम है, यह बतानेकी 
कृपा कीजिये। 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोके--राजेन्द्र ! सुनो--मैं 
इस विषयमें एक पापनाशक उपाख्यान सुनाऊँगा, जिसे 
चक्रवर्ती नरेश मान्धाताके पूछनेपर महर्षि ल्ग्रेमशने 
कहा था। 
मान्धाता बोले--भगवन्‌ ! मैं लोगोके हितकी 
इच्छासे यह सुनना चाहता हूँ कि चैत्रमासके कृष्णपक्षमें 
किस नामकी एकादशी होती है ? उसकी क्या विधि है 
तथा उससे किस फलकी प्राप्ति होती है कृपया ये सब 
बातें बताइये । 
लोमशजीने कहा--नृपश्रेष्ठ ! पूर्वकालकी बात 
है, अप्सराओंसे सेवित चैत्ररथ नामक वनमें, जहाँ 
गन्धर्वोकी कन्याएँ अपने किङ्करॉके साथ बाजे बजाती हुई 
विहार करती हैं, मझुघोषा नामक अप्सरा मुनिवर 
मेधावीको मोहित करनेके लिये गयी। वे महर्षि उसी 
ननमें रहकर ब्रह्मचर्यका पालन करते थे। मञ्जुघोषा 
मुनिके भयसे आश्रमसे एक कोस दूर ही ठहर गयी और 
सुन्दर ढंगसे वीणा बजाती हुई मधुर गीत गाने लगी। 
मुनिश्रेष्ठ मेधावी घूमते हुए उधर जा निकले और उस 
सुन्दरी अप्सराको इस प्रकार गान करते देख सेनासहित 
कामदेवसे परास्त होकर बरबस मोहके वशीभूत हो 
गये! मुनिकी ऐसी अवस्था देख मझुघोषा उनके समीप 
आयी और वीणा नीचे रखकर उनका आलिङ्गन करने 
ळगी। मेधावी भी उसके साथ रमण करने लंगे। 
कामवझ रमण करते हुए उन्हें रात और दिनका भी भान 
ज रहा । इस प्रकार मुनिजनोचित सदाचारका लोप करके 
अप्सराके साथ रमण करते उन्हें बहुत दिन व्यतीत हो 
गये। मझुघोषा देवलोकमें जानेको तैयार हुई। जाते 
समय उसने मुनिश्रेष्ठ मेधाबीसे कहा-- 'ब्रह्मन्‌ ! अब 
मुझे अपने देश जानेकी आज्ञा दीजिये ।' 


“कामदा' एकादशीका माहात्म्य 


मेधावी बोले--देवी ! जबतक सबेरेकी सन्ध्या 
न हो जाय तबतक मेरे ही पास ठहरो । 

आप्सराने कहा-_विप्रवर ! अबतक न जाने 
कितनी सन्ध्या चली गयी ! मुझपर कृपा करके बीते हुए 
समयका विचार तो कीजिये । 

लोमशजी कहते हैं--राजन्‌ ! अप्सराकी बात 
सुनकर मेधावीके नेत्र आश्चर्यसे चकित हो उठे। उस 
समय उन्होंने नीते हुए समयका हिसाब लगाया तो 
मालूम हुआ कि उसके साथ रहते सत्तावन वर्ष हो गये । 
उसे अपनी तपस्याका विनाश करनेवाली जानकर मुनिको 
उसपर बड़ा क्रोध हुआ । उन्होंने शाप देते हुए कहा-- 
“पापिनी ! तू पिशाची हो जा ।' मुनिके शापसे दग्ध होकर 
वह विनयसे नतमस्तक हो बोली-- 'विप्रवर | मेरे 
'शापका उद्धार कीजिये। सात वाक्य बोलने या सात पद 
साथ-साथ चलने मात्रसे ही सत्पुरुषोंके साथ मैत्री हो 
जाती है। ब्रह्मन्‌! मैने तो आपके साथ अनेक वर्ष 
व्यतीत किये हैं; अतः स्वामिन्‌! मुझपर कृपा कीजिये ।' 

मुनि बोले--भद्दे ! मेरी बात सुनो---यह शापसे 
उद्धार करनेवाली है। बया करूँ ? तुमने मेरी बहुत बड़ी 
तपस्या नष्ट कर डाली है। चैत्र कुष्णपक्षमें जो शुभ 
एकादशी आती है उसका नाम है “पापमोचनी' | वह सब 
पापोंका क्षय करनेवाली है। सुन्दरी ! उसीका ब्रत 
करनेपर तुम्हारी पिशाचता दूर होगी । 

ऐसा कहकर मेधावी अपने पिता मुनिवर च्यवनके 
आश्रमपर गये। उन्हें आया देख च्यवनने पूछा-- 
“बेटा ! यह क्या किया ? तुमने तो अपने पुण्यका नाश 
कर डाला !' 

मेधावी बोळे--पिताजी ! मैंने अप्सराके साथ 
रमण करनेका पातक किया है । कोई ऐसा प्रायश्चित्त 
बताइये, जिससे पापका नाझ हो जाय। 

च्यवनने कहा--बेटा ! चैत्र कृष्णपक्षमें जो 
पापमोचनी एकादशी होती है, उसका व्रत करनेपर 


चापराशिका विनाश हो जायगा। 


कत्तरखण्ड ] 


* चैत्र मासकी “पापमोचनी' तथा “कामदा' एकादशीका माहात्प्य « 


६५९ 


'पिताका यह कथन सुनकर मेधावीने उस ब्रतका 
अनुष्ठान किया। इससे उनका पाप नष्ट हो गया और वे 
पुनः तपस्यासे परिपूर्ण हो गये ! इसी प्रकार मझ्ुघोषाने 
भी इस उत्तम ्रतका पालन किया ! 'पापमोचनी'का व्रत 
करनेके कारण वह पिशाच-योनिसे मुक्त हुई और दिव्य 
रूपधारिणी श्रेष्ठ अप्सरा होकर स्वर्गलोकमें चली गयी । 
राजन्‌! जो श्रेष्ठ मनुष्य पापमोचनी एकादशीका व्रत 
करते हैं, उनका सारा थाप नष्ट हो जाता है। इसको पढ़ने 
और सुननेसे सहस्र गोदानका फल मिलता है । ब्रह्म- 
हत्या, सुवर्णकी चोरी, सुरापान और गुरुपत्रीगमन 
करनेवाले महापातकी भी इस व्रतके करनेसे पापमुक्त हो 
जाते हैं। यह ब्रत बहुत पुण्यमय है। 

युधिष्ठिरने पूछा-वासुदेव ! आपको नमस्कार 
है । अब मेरे सामने यह बताइये कि चैत्र शुकृपक्षमें किस 
नामकी एकादशी होती है? 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण जोळे--राजन्‌ ! एकाग्रचित्त 
होकर यह पुरातन कथा सुनो, जिसे बसिष्ठजीने दिलीपके 
पूछनेपर कहा था। 

दिलीपने पूछा--भगचन्‌ ! मैं एक बात सुनना 
चाहता हूँ। चैत्रमासके शुक्तपक्षमें किस नामकी एकादशी 
होती है ? 

बसिष्ठजी खोले- राजन्‌ ! चैत्र शुक्कपक्षमें 
“कामंदा' नामकी एकादशी होती है । वह परम पुण्यमयी 
है। पापरूपी ईधनके लिये तो वह दावानल ही है। 
प्राचीन काकी बात है, नागपुर नामका एक सुन्दर नगर 
था, जहाँ सोनेके महल बने हुए थे । उस नगरमें पुण्डरीक 
आदि महा भयङ्कर नाग निवास करते थे। पुण्डरीक 
नामका नाग उन दिनों वहाँ राज्य करता था । गन्धर्व, 
किन्नर और अप्सराएँ भी उस नगरीका सेवन करती थीं । 
वहाँ एक श्रेष्ठ अप्सरा थी, जिसका नाम ललिता था। 
उसके साथ ललित नामवाळा गन्धर्व भी था। वे दोनों 
पति-पलीके रूपमें रहते थे। दोनों ही परस्पर कामसे 
पीड़ित रहा करते थे। ललिताके हदयमें सदा पतिकी ही 
मूर्ति बसी रहती थी और ललितके हृदयमें सुन्दरी 
ललिताका नित्य निवास था। एक दिनकी बात है, 


नागराज पुण्डरीक राजसभामें बैठकर मनोरञ्जन कर रहा 
था । उस समय ललितका गान हो रहा था । किन्तु उसके 
साथ उसकी प्यारी ललिता नहीं थी। गाते-गाते उसे 
ललिताका स्मरण हो आया । अतः उसके पैरॉकी गति 
रुक गयी और जीभ लड़खड़ाने रूगी। नागोंमें श्रेष्ठ 
कर्कोटकको ललितके मनका सन्ताप ज्ञात हो गया; अतः 
उसने राजा पुण्डरीकको उसके पैरोंकी गति रुकने एवं 
'गानमें त्रुटि होनेकी बात बता दी। कर्कोटककी बात 
सुनकर नागराज पुण्डरीककी आँखें क्रोघसे लाल हो 
गयीं । उसने गाते हुए कामातुर ळलितको शाप दिया-- 
दुर्बुद्धे ! तू मेरे सामने गान करते समय भी पल्लीके 
वशीभूत हो गया, इसलिये राक्षस हो जा ।' 

महाराज पुण्डरीके इतना कहते ही वह गन्धर्व 
राक्षस हो गया। भयङ्कर मुख, विकराल आँखें और 
देखनेमात्रसे भय उपजानेवाला रूप । ऐसा राक्षस होकर 
चह कर्मका फल भोगने लगा । ललिता अपने पतिकी 
निकराल आकृति देख मन-ही-मन बहुत चिन्तित हुई। 
भारी दुःखसे कष्ट पाने लगी । सोचने लगी, 'क्या करूँ ? 
कहाँ जाऊँ ? मेरे पति पापसे कष्ट पा रहे हैं।' वह रोती 
हुई घने जंगळोंमें पतिके पीछे-पीछे घूमने लगी । बनमें 
उसे एक सुन्दर आश्रम दिखायी दिया, जहाँ एक शान्त 
मुनि बैठे हुए थे। उनका किसी भी प्राणीके साथ 
वैर-विरोघ नहीं था। ललिता झीघ्रताके साथ वहाँ गयी 
और मुनिको प्रणाम करके उनके सामने खड़ी हुई । मुनि 
बड़े दयालु थे। उस दुःखिनीको देखकर वे इस प्रकार 
बोले--'शुभे ! तुम कौन हो ? कहाँसे यहाँ आयी हो? 
मेरे सामने सच-सच बताओ।' 

ललिताने कहा--महामुने ! वीरधन्वा नामवाके 
एक गन्धर्व है। मैं उन्हीं महात्माकी पुत्री हूँ। मेरा नाम 
ललिता है। मेरे स्वामी अपने पाप-दोषके कारण राक्षस 
हो गये हैं। उनकी यह अवस्था देखकर मुझे चैन नहीं 
है। ब्रह्मन्‌ ! इस समय मेरा जो कर्तव्य हो, वह बताइये । 
विप्रवर! जिस पुण्यके द्वार मेरे पति राक्षसभावसे 
छुटकारा पा जायँ, उसका उपदेश कीजिये ।' 

ऋषि खोले--भटद्रे। इस समय चैत्र मासके 


६६० = अर्चयस्व हषीके यदीच्छसि परं पदम्‌ + [ संक्षिप्त पद्मपुराण 


'शापका दोष दूर हो जायगा। 

राजन्‌ ! मुनिका यह वचन सुनकर छलिताको बड़ा 
हर्ष हुआ। उसने एकादशीको उपवास करके द्वादशीके 
दिन उन ब्रहार्षिक समीप ही भगवान्‌ वासुदेवके 
[श्रीविअहके] समक्ष अपने पतिके उद्धारके लिये यह 
वचन कहा--'मैंने जो यह कामदा एकादशीका उपवास- 
ब्रत किया है, उसके पुण्यके प्रभावसे मेरे पतिका 
। यक्षस-भाव दूर हो जाय ।' 
| असिष्ठजी कहते है--ललिताके इतना कहते ही 
| उसी क्षण ललितका पाप दूर हो गया । उसने दिव्य देह 


शुक्लपक्षकी 'कामदा' नामक एकादशी तिथि है, जो सन 


पापोंको हरनेवाली और उत्तम है। तुम उसीका विधि- 
पूर्वक त्रत करो और इस व्रतका जो पुण्य हो, उसे अपने 
स्वामीको दे डालो । पुण्य देनेपर क्षणभरमें ही उसके 


धारण कर लिया । राक्षस-भाव चल्त्र गया और पुनः 
गन्धर्वेत्वकी प्राप्ति हुई। नृपश्रेष्ठ ! वे दोनों पति-पत्नी 
“कामदा'के प्रभावसे पहलेकी अपेक्षा भी अधिक सुन्दर 


घ रूप धारण करके विमानपर आरूढ़ हो अत्यन्त शोभा 


पाने लगे। यह जानकर इस एकादशीके ब्रतका 


५ यलपूर्वक पालन करना चाहिये । मैंने लोगेकि हितके 


लिये तुम्हारे सामने इस व्रतका वर्णन किया है । कामदा 
एकादशी ब्रह्महत्या आदि पापों तथा पिशाचत्व आदि 
दोषोंका भी नाश करनेवाली है । राजन्‌ ! इसके पढ़ने 
और सुननेसे वाजपेय यज्ञका फल मिलता है। ' 


== * = 


वैशाख मासकी 'वरूथिनी' और 'मोहिनी' एकादशीका माहात्म्य 


सुधिष्ठिरने पूछा--वासुदेव ! आपको नमस्कार 
है। बैशाख मासके कृष्णपक्षमें किस नामकी एकादशी 
होती है? उसकी महिमा नताइये । 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--राजन्‌ ! वैशाख 
कृष्णपक्षकी एकादशी 'वरूथिनी'के नामसे प्रसिद्ध है। 
यह इस लोक और परलोकमें भी सौभाग्य प्रदान 
करनेवाली है! 'वरूथिनी'के व्रतसे ही सदा सौख्यका 
लाभ और पापकी हानि होती है। यह समस्त लोकोंको 
भोग और सोक्ष प्रदान करनेवाली है । 'वरूथिनी'के ही 
बतसे मान्धाता तथा धुन्धुमार आदि अन्य अनेक राजा 
स्वर्गलोको प्राप्त हुए हैं। जो दस हजार वर्षोतक तपस्या 
करता है, उसके समान ही फल “वरूथिनी'के ब्रतसे भी 


मनुष्य प्राप्त कर लेता है। नृपश्रेष्ठ ! घोड़ेके दानसे 
हाथीका दान श्रेष्ट है। भूमिदान उससे भी बड़ा है। 
भूमिदानसे भी अधिक महत्त्व तिलूदानका है । तिलदानसे 
बढ़कर स्वर्णदान और स्वर्णदानसे बढ़कर अत्रदान है, 
क्योंकि देवता, पितर तथा मनुष्योंको अन्नसे ही तृप्ति होती 
है। विद्वान्‌ पुरुषोने कन्यादानको भी आन्नदानके ही समान 
बताया है। कन्यादानके तुल्य ही धेनुका दान है--यह 
साक्षात्‌ भगवानका कथन है। ऊपर बताये हुए सब 
दानॉसे बड़ा विद्यादान है । मनुष्य वरूथिनी एकादशीका 
ब्रत करके विद्यादानका भी फल प्राप्त कर लेता है। जो 
लोग पापसे मोहित होकर कन्याके धनसे जीविका 
चलाते हैं, वे पुण्यका क्षय होनेपर यातनामय नरकमें 


उत्तरखण्ड ] 


» वैशाख मासकी 'वरूधिनी' और 'मोहिनी' एकादशीका माहात्म्य « 


६६९ 


जाते हैं । अतः सर्वथा प्रयत्न करके कन्याके धनसे बचना 
चाहिये--उसे अपने काममें नहीं लाना चाहिये ।* जो 
अपनी शक्तिके अनुसार आभूषणोंसे विभूषित करके 
पवित्र भावसे कन्याका दान करता है, उसके पुण्यकी 
संख्या बतानेमें चित्रगुप्त भी असमर्थ हैं। वरूथिनी 
एकादशी करके भी मनुष्य उसीके समान फळ प्राप्त करता 
है। ब्रत करनेवाला वैष्णव पुरुष दशमी तिथिको काँस, 
उड़द, मसूर, चना, कोदो, शाक, मधु, दूसरेका अन्न, दो 
बार भोजन तथा मैथुन--इन दस वस्तुओंका परित्याग 
कर दे।† एकादशीको जुआ खेलना, नींद लेना, पान 
खाना, दाँतुन करना, दूसरेकी निन्दा करना, चुगली खाना, 
चोरी, हिंसा, मैथुन, क्रोध तथा असत्य-भाषण--इन 
ग्यारह बातॉको त्याग दे: द्वादशीको काँस, उड़द, 
शराब, मधु, तेल, पतितोसे वार्तालाप, व्यायाम, परदेश- 
गमन, दो बार भोजन, मैथुन, बैलकी पीठपर सवारी और 
मसूर--इन बारह वस्तुओंका त्याग करे ।§ राजन्‌ ! इस 
विधिसे वरूथिनी एकादशी की जाती है । रातको जागरण 
करके जो भगवान्‌ मधुसूदनका पूजन करते हैं, के सब 
'फपोंसे मुक्त हो परमगतिको प्राप्त होते है । अतः पापभीरु 
मनुष्योंको पूर्ण प्रयल करके इस एकादशीका ब्रत करना 
चाहिये। यमराजसे डरनेवाला मनुष्य अवश्य 
“वरूथिनी'का ब्रत करे। राजन्‌! इसके पढ़ने और 
सुननेसे सहस्र गोदानका फल मिलता है और मनुष्य सन 
पापोंसे मुक्त होकर विष्णुलोकमें प्रतिष्ठित होता है। 


युथिष्ठिरने पुछा--जनार्दन ! वैशाख मासके 
शुछ-पक्षमें किस नामकी एकादशी होती है? उसका 
क्या फल होता है ? तथा उसके लिये कौन-सी विधि है ? 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले महाराज ! पूर्वकालमें 
परम बुद्धिमान्‌ श्रीरामचन्द्रजीने महर्षि वसिष्ठसे यही बात 
पूछी थी, जिसे आज तुम मुझसे पूछ रहे हो। 

औरामने कहा--भगवन्‌ ! जो समस्त पापॉका 
क्षय तथा सब भ्रकारके दुःखोंका निवारण करनेवाला 
बरतोमें उत्तम ब्रत हो, उसे मैं सुनना चाहता हूँ। 

खसिष्ठजी बोले--श्रीराम ! तुमने बहुत उत्तम 
बात पूछी है । मनुष्य तुम्हारा नाम लेनेसे ही सब पापॉसे 
शुद्ध हो जाता है। तथापि लोगॉके हितकी इच्छासे मैं 
पकित्रोमें पवित्र उत्तम ब्रतका वर्णन करूँगा । वैशाख 
मासके शुक्रपक्षमें जो एकादशी होती है, उसका नाम 
मोहिनी है । बह सब पापोंको हरनेवाली और उत्तम है। 
उसके व्रतके प्रभावसे मनुष्य मोहजाल तथा पातक- 
समूहसे छुटकारा पा जाते हैं। 

सरस्वती नदीके रमणीय तरपर भद्रावती नामकी 
सुन्दर नगरी है। वहाँ धृतिमान्‌ नामक राजा, जो चन्द्र- 
बंशमें उत्पन्न और सत्य्रतिज्ञ थे, राज्य करते थे। उसी 
नगरमें एक वैश्य रहता था, जो धन-धान्यसे परिपूर्ण 
और समृद्धिशाली था। उसका नाम था धनपाल ! वह 
सदा पुण्यकर्ममें ही लगा रहता था। दूसरोंके लिये 
पौंसला, कुआँ, मठ, बगीचा, पोखरा और घर बनवाया 


* कन्याचित्तेन जीवन्ति ये चराः पापमोहिताः ॥ 
पुण्यक्षयात्ते गच्छन्ति निरयं यातनामयम्‌। तस्मात्‌ सर्वप्रयत्रेन न ग्राहं कन्यकाधनम्‌॥ 


(५० । १४-१५) 


तै कांस्यं माषं मसूरांध चणकान्‌ कोट्रवांस्तथा ।झाक॑ मधु परात्रं च पुनर्भाजनमैथुने ॥ 
दैच्णयो व्रतकर्ता चच दशम्यां दश चर्जयेत्‌॥ 


(५० | १७-१८) 


‡ चूतक्रीडो च निद्रां च ताम्भूलं दन्तधावनम्‌। परापवाद पैशुन्ये स्तेये हिसो तथा रतिम्‌॥ 
क्रोधं चानृतवाक्यानि ड्लोकादश्यां विवर्जयेत्‌ ॥ 


(५०।१९-२०) 


$ कांस्य माषं सुरां आं तैलं पतितभाषणम्‌॥ 
व्यायामं च प्रवासं च पुनर्भोजनमैथुने | यृषपृष्णं मसूरन्ने द्वादश्यो परिवर्जयेत्‌॥ 


(५०। २०-२१) 


६६२ 


० अर्चयस्व हवीकेशं यदीच्छसि परे पदप्‌ + 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


करता था। भगवान्‌ श्रोबिष्णुकी भक्तिमें उसका हार्दिक 
अनुराग था! वह सदा शान्त रहता था। उसके पाँच 
पुत्र थे--सुमना, झ्ुतिमान, मेघावी, सुकृत तथा 
धृष्टबुद्धि। धृष्टबुद्धि पाँचवाँ था। वह सदा बड़े-बड़े 
पापॉमें ही संल्झ़ रहता था। जुए आदि दुर्व्यसनोंमें 
उसकी बड़ी आसक्ति थी। वह वेश्‍्याओंसे मिलनेके 
लिये लालायित रहता था। उसकी बुद्धि न तो 
देवताओके पूजनमें लगती थी और न पितरों तथा 
ब्राह्मणोंके सत्कारमें । वह दुष्टात्मा अन्यायके मार्गपर 
चलकर पिताका धन बरबाद किया करता था । एक दिन 
बह वेश्याके गलेमें बाह डाले चौराहेपर घूमता देखा 
गया । तब पिताने उसे घरसे निकाल दिया तथा बन्धु- 
तान्धवोने भी उसका परित्याग कर दिया! अब नह 
दिन-रात दुःख और शोकमें डूबा तथा कष्ट-पर-कष्ट 
डठाता हुआ इधर-उधर भटकने लगा । एक दिन किसी 
पुण्यके उदय होनेसे वह महर्षि कौण्डिन्यके आश्रमपर जा 
पहुँचा । बैशाखका महीना था। तपोधन कौण्डिन्य 


गङ्गाजीमें स्नान करके आये थे । धृष्टबुद्धि शोके भारसे 
पीड़ित हो मुनिवर कौष्डिन्यके पास गया और हाथ जोड़ 
सामने खड़ा होकर बोर्त्र-- ब्रह्मन्‌! द्विजश्रेष्ठ ! मुझपर 
दया करके कोई ऐसा व्रत बताइये, जिसके पुण्यके 
अभावसे मेरी मुक्ति हो।' 

कौण्डिन्य बोले--वैशाखके झुकृपक्षमें मोहिनी 
नामैसे असिद्ध एकादशीका व्रत करो । मोहिनीको उपवास 
करनेपर प्राणियोके अनेक जन्मोंके किये हुए मेरुपर्वत- 
जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। 

खसिष्ठजी कहते हैं- श्रीरामचन्द्र ! मुनिका यह 
वचन सुनकर धृष्टबुद्धिका चित्त प्रसन्न हो गया। उसने 
कौष्डिन्यके उपदेशसे विधिपूर्वक मोहिनी एकादशीका 
ब्रत किया । नृपश्रेष्ठ ! इस व्रतके करनेसे बह निष्पाप हो 
गया और दिव्य देह धारणकर गरुड़पर आरूढ़ हो सब 
प्रकारके उपद्रवोंसे रहित श्रीविष्णुधामको चला गया। 
इस प्रकार यह मोहिनीका त्रत बहुत उत्तम है। इसके 
पढ़ने और सुननेसे सहल गोदानका फल मिलता है। 


a अ चयन 


ज्येष्ठ मासकी 'अपरा' तथा “निर्जला' एकादशीका माहात्म्य 


युधिष्ठिरने पूछा--जनार्दन ! ज्येष्ठके कृष्णपक्षमें 
किस नामकी एकादशी होती है? मैं उसका माहात्म्य 
सुनना चाहता हूँ। उसे बतानेकी कृपा कीजिये। 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--राजन्‌ ! तुमने सम्पूर्ण 
'लोकॉके हितके लिये बहुत उत्तम बात पूछी है । राजेन्द्र ! 
इस एकादशीका नाम “अपरा' है । यह बहुत पुण्य प्रदान 
करनेवाली और बड़े-बड़े पातकोंका नाश करनेवाली है । 
ब्रह्महत्यासे दबा हुआ, गोत्रकी हत्या करनेवाला, गर्भस्थ 
बालकको मारनेवाला, परनिन्दक तथा परस्त्रोलम्पट पुरुष 
भी अपरा एकादशीके सेवनसे निश्चय ही पापरहित हो 
जाता है । जो झूठी गवाही देता, माप-तोलमें धोखा देता, 
बिना जाने ही नक्षत्रोंकी गणना करता और कूटनीतिसे 
आयुर्वेदका ज्ञाता बनकर वैद्यका काम करता है--ये 
सब नरकमें निवास करनेवाले प्राणी हैं। परन्तु अपरा 
एकादशीके सेवनसे ये भी पापरहित हो जाते हैं। यदि 
क्षत्रिय क्षात्रधर्मका परित्याग करके युद्धसे भागता है, तो 


वह क्षत्रियोचित धर्मसे भ्रष्ट होनेके कारण घोर नरकमें 
पड़ता है | जो शिष्य विद्या प्राप्त करके स्वयं ही गुरुकी 
निन्दा करता है, वह भी महापातकोंसे युक्त होकर भयङ्कर 
नरकमें गिरता है । किन्तु अपरा एकादशीके सेवनसे ऐसे 
मनुष्य भी सद्गतिको प्राप्त होते हैं। 

माघमें जब सूर्य मकर राशिपर स्थित हॉ, उस 
समय प्रयागमें स्नान करनेखाले मनुष्योंको जो पुण्य होता 
है, काशीमें शिवरात्रिका त्रत करनेसे जो पुण्य प्राप्त होता 
है, गयामें पिण्डदान करके पितरोंको तृप्ति प्रदान 
करनेवाला पुरुष जिस पुण्यका भागी होता है, बृहस्पतिके 
सिंहराशिपर स्थित होनेपर गोदावरीमें स्नान करनेबाला 
मानव जिस फलको प्राप्त करता है, बदरिकाश्रमकी 
यात्राके समय भगवान्‌ केदारके दर्शनसे तथा 
बदरीतीर्थके सेवनसे जो पुण्य-फल उपलब्धः होता है 
तथा सूर्यग्रहणके समय कुरुक्षेत्रमें दक्षिणासहित यज्ञ 
करके हाथी, घोड़ा और सुवर्ण-दान करनेसे जिस 


उत्तरखण्ड ] 


'फलकी प्राप्ति होती है; अपरा एकादशीके सेवनसे भी 
मनुष्य बैसे ही फल प्राप्त करता है । 'अपरा' को उपवास 
करके भगवान्‌ वामनकी पूजा करनेसे मनुष्य सन पापोंसे 
मुक्त हो श्रीविष्णुलोकमें प्रतिष्ठित होता है । इसको पढ़ने 
और सुननेसे सहस्र गोदानका फल मिलता है । 
युधिष्ठिरने कहा- जनार्दन ! 'अपरा'का सारा 
माहात्म्य मैने सुन लिया, अब ज्येष्ठके शुकृपक्षमें जो 
एकादशी हो उसका वर्णन कीजिये । 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--राजन्‌ ! इसका वर्णन 
परम धर्मात्मा सत्यवतीनन्दन व्यासजी करेंगे; क्योंकि ये 
सम्पूर्ण शास्त्रोंके तत्त्वज्ञ और वेद-वेदाङ्गोकि पारङ्गत 
विद्वान्‌ हैं। 
तब वेदव्यासजी कहने लगे--दोनों ही पक्षोंकी 
एकादशियोंको भोजन न करे । द्वादशीको स्नान आदिसे 
पवित्र हो फूलॉसे भगवान्‌ केशवकी पूजा करके 
नित्यकर्म समाप्त होनेके पश्चात्‌ पहले ब्राह्मणोंको भोजन 
देकर अन्तमें स्वयं भोजन करे | राजन्‌ ! जननाशौच और 
मरणाशौचमें भी एकादशीको भोजन नहीं करना चाहिये । 


* ज्येष्ठ मासकी 'अपरा' तथा 'निर्जला' एकादशीका माहात्प्य + 


2५१५५५४५५५ ७५३७७३७७७७ ५७७५७५७५६९ ४७७३७५७७७७ ६७७७४७७७७७ ४७७७७७७७७५ 


६६३ 


पितामह ! मेरी उत्तम बात सुनिये | राजा युधिष्ठिर, माता 
कुन्ती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव--ये 
एकादशीको कभी भोजन नहीं करते तथा मुझसे भी 
हमेशा यही कहते हैं कि 'भीमसेन ! तुम भी एकादशीको 
न खाया करो।' किन्तु मै इन लोगॉसे यही कह दिया 
करता हूँ कि “मुझसे भूख नहीं सही जायगी ।' 

भीमसेनकी बात सुनकर व्यासजीने कहा-- 
यदि तुम्हें स्वर्गलोककी प्राप्ति अभीष्ट है और नरकको 
दूषित समझते हो तो दोनों पक्षोंकी एकादशीको भोजन 
न करना। 

भीमसेन बोले--महाबुद्धिमान्‌ पितामह ! मैं 
आपके सामने सच्ची बात कहता हूँ एक बार भोजन 
करके भी मुझसे व्रत नहीं किया जा सकता। फिर 
उपवास करके तो मैं रह ही कैसे सकता हूँ । मेरे उदरमें 
वृक नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है; अतः जब मैं 
बहुत अधिक खाता हूँ, तभी यह झान्त होती है। 
इसलिये महामुने ! मैं वर्षभरमें केवळ एक ही उपवास 
कर सकता हूँ; जिससे स्वर्गकी प्राप्ति सुलभ हो तथा 
जिसके करनेसे मैं कल्याणका भागी हो सकुँ, ऐसा कोई 
एक ब्रत निश्चय करके बताइये। मैं उसका यथोचित- 
रूपसे पालन करूँगा। 

व्यासजीने व्कहा- भीम ! ज्येष्ठ मासमें सूर्य वृष 
राशिपर हों या मिथुन राशिपर; झुकृपक्षमें जो एकादशी 
हो, उसका यलपूर्वक निर्जल त्रत करो । केवल कुल्ला 
या आचमन करनेके लिये मुखमें जल डाल सकते हो, 
उसको छोड़कर और किसी प्रकारका जल विद्वान्‌ पुरुष 
मुखमें न डाले, अन्यथा न्त भंग हो जाता है। 
एकादशीको सूर्योदयसे लेकर दूसरे दिनके सुर्योदयतक 
मनुष्य जलूका त्याग करे तो यह ब्रत पूर्ण होता है। 
तदनन्तर द्वादशीको निर्मल प्रभातकालमें स्नान करके 


| आह्यार्णोको विधिपूर्वक जरू और सुवर्णका दान करे। 


इस प्रकार सब कार्य पूण करके जितेन्द्रिय पुरुष 
ब्राह्मणेके साथ भोजन करे। वर्षभरमें जितनी 


„| एकादशियाँ होती हैं, उन सनका फल निर्जला 


एकादशीके सेवनसे मनुष्य प्राप्त कर लेता है; इसमें 


तनिक भी सन्देह नहीं है। शङ्ख, चक्र और गदा धारण 
करनेवाले भगवान्‌ केशवने मुझसे कहा था कि “यदि 
मानय सबको छोड़कर एकमात्र मेरी शरणमें आ जाय 
और एकादशीको निराहार रहे तो वह सब पापोंसे छूट 
जाता है।' 
एकादशीब्रत करनेवाले पुरुषके पास विशालकाय, 
विकराल आकृति और काले रंगवाले दण्ड-पाशधारी 
भयङ्कर यमदूत नहीं जाते। अन्तकालमें पीताम्बरधारी, 
सौम्य स्वभाववाले, हाथमें सुदर्शन धारण करनेवाले और 
मनके समान वेगशाली विष्णुदूत आकर इस वैष्णव 
पुरुषको भगवान्‌ विष्णुके धाममें ले जाते हैं। अतः 
निर्जला एकादशीको पूर्ण यत्र करके उपवास करना 
चाहिये । तुम भी सब पापॉकी शान्तिके लिये यलके साथ 
उपवास और श्रीहरिका पूजन करो । स्त्री हो या पुरुष, 
यदि उसने मेरु पर्वतके बराबर भी महान्‌ पाप किया हो 
तो वह सब एकादशीके प्रभावसे भस्म हो जाता है। जो 
मनुष्य उस दिन जलके नियमका पालन करता है, वह 
पुण्यका भागी होता है, उसे एक-एक पहरमें कोटि-कोटि 
स्वर्णमुद्रा दान करनेका फल प्राप्त होता सुना गया है। 
मनुष्य निर्जला एकादशीके दिन स्नान, दान, जप, होम 
आदि जो कुछ भी करता है, वह सन अक्षय होता है, 
यह भगवान्‌ श्रीकृष्णका कथन है | निर्जला एकादशीको 
विधिपूर्वक उत्तम रीतिसे उपवास करके मानव 
बैष्णवपदको प्राप्त कर लेता है । जो मनुष्य एकादशीके 
दिन अन्न खाता है, बह पाप भोजन करता है। इस 
लोकमें वह चाण्डालके समान है और मरनेपर दुर्गतिको 
प्राप्त होता है।* 
जो ज्येष्ठके शुकृपक्षमें एकादशीको उपवास करके 
दान देंगे, वे परमपदको प्राप्त होंगे। जिन्होंने एकादशीको 
उपवास किया है, वे ब्रह्महत्यारे, शराबी, चोर तथा 
गुरु्रोही होनेपर भी सब पातकोंसे मुक्त हो जाते हैं। 
कुन्तीनन्दन ! निर्जला एकादशीके दिन श्रद्धालु स्त्री- 


* अर्चयस्व हषीकेश यदीच्छसि परे पदम्‌ « 


४३4३१५९४५१४५५ ७५५५३४७४३५ ६३ ३७३३७७७७३३ ३७०७१७७४७७ ७ ७७७५५७५ ५७७७७७५७७७ ५७७७७७७७७७ essen ५५५ 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


पुरुषोंके लिये जो विशेष दान और कर्तव्य विहित है, उसे 
सुनो--उस दिन जलमें शयन करनेवाले भगवान्‌ 
विष्णुका पूजन और जलमयी धेनुका दान करना 
चाहिये। अथवा प्रत्यक्ष धेनु या घृतमयी धेनुका दान 
उचित है । पर्याप्त दक्षिणा और भाँति-भाँतिके मिष्ठान्नोंद्वारा 
यत्नपूर्वक ब्राह्मणॉको संतुष्ट करना चाहिये । ऐसा करनेसे 
ब्राह्मणोंको सन्तुष्ट करना चाहिये । ऐसा करनेसे ब्राह्मण 
अवश्य संतुष्ट होते हैं और उनके संतुष्ट होनेपर श्रीहरि 
मोक्ष प्रदान करते हैं। जिन्होंने शाम, दम और दानमें 
प्रवृत्त हो श्रीहरिकी पूजा और रात्रिमें जागरण करते हुए 
इस निर्जला एकादशीका घत किया है, उन्होंने अपने 
साथ ही बीती हुई सौ पीढ़ियोंको और आनेवाली सौ 
पीढ़ियोंको भगवान्‌ वासुदेवके परम धाममें पहुँचा दिया 
है। निर्जला एकादशीके दिन अन्न, वस्त्र, गौ, जल, 
शय्या, सुन्दर आसन, कमण्डलु तथा छाता दान करने 
चाहिये।† जो श्रेष्ठ एवं सुपात्र ब्राह्मणको जूता दान 
करता है, वह सोनेके बिमानपर बैठकर स्वर्गलोकमें 
प्रतिष्ठित होता है। जो इस एकादशीकी महिमाको 
भक्तिपूर्वक सुनता तथा जो भक्तिपूर्वक उसका वर्णन 
करता है, वे दोनों स्वर्गलोकमें जाते हैं। चतुर्दशीयुक्त 
अमावास्याको सूर्यप्रहणके समय श्राद्ध करके मनुष्य 
जिस फलको प्राप्त करता है, बही इसके श्रवणसे भी प्राप्त 
होता है । पहले दन्तधावन करके यह नियम लेना चाहिये 
कि “मैं भगवान्‌ केशवकी प्रसन्नताके लिये एकादशीको 
निराहार रहकर आचमनके सिवा दूसरे जलका भी त्याग 
करूँगा ।' द्वादशीको देवदेवेश्वर भगवान्‌ विष्णुका पूजन 
करना चाहिये। गन्ध, धूप, पुष्प और सुन्दर वस्स 
विधिपूर्वक पूजन करके जलका घड़ा सङ्कल्प करते हुए 
निश्नाङ्कित मन्त्रका उच्चारण करे। 
देवदेव हषीकेश संसारार्णवतारक । 
उदकुम्भप्रदानेन नय माँ परमां गतिम्‌॥ 


(५३।६०) 


त कस म्या 
* एकादश्यो दिने योज्न्रे भुङ्के पापं भुनक्ति सः । इह लोके व चाण्डाल््रे मृतः प्राभोति दुर्गतिम्‌ ॥ (५३ । ४३-४४) 


+ अन्नं वर्ख तथा गावो जले शय्यासनं शुभम्‌! कमण्डसुस्तथा छत्रे दातव्य निर्जलादिने ॥ (५३ । ५३) 


० आषाढ़ मासकी 'योगिनी' और “शयनी' एकादशीका माहारूय « 


६६५ 


*संसारसागरसे तारनेवाले देवदेव हृषीकेश ! 
इस जलके घड़ेका दान करनेसे आप मुझे परम गतिको 
आधि कराइये ।' 

भीमसेन ! ज्येष्ठ मासमें शुकृपक्षकी जो शुभ 
एकादशी होती है, उसका निर्जल ब्रत करना चाहिये तथा 
उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको शक्करके साथ जलके घड़े दान 
करने चाहिये । ऐसा करनेसे मनुष्य भगवान्‌ विष्णुके समीप 


पहुँचकर आनन्दका अनुभव करता है । तत्पश्चात्‌ द्दादशीको 
ब्राह्मणभोजन करानेके बाद स्वयं भोजन करे । जो इस प्रकार 
पूर्णरूपसे पापनाशिनी एकादशीका व्रत करता है, बह सन 
पापोसे मुक्त हो अनामय पदको प्राप्त होता है। 

'यह सुनकर भीमसेने भी इस शुभ एकादशीका 
व्रत आरम्भ कर दिया। तबसे यह लोकें 'पाण्डव- 
द्वादशी के नामसे विख्यात हुई । 


हि त न्न 
आषाढ मासकी 'योगिनी' और 'शयनी' एकादशीका माहात्प्य 


युधिष्ठिरने पूछा- वासुदेव! आषाढ्के 
कृष्णपक्षमे जो एकादशी होती है, उसका क्या नाम है? 
कृपया उसका वर्णन कीजिये। 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--नृपश्रेष्ठ ! आषाढ्के 
कृष्णपक्षकी एकादशीका नाम 'योगिनी' है। यह बड़े- 
बड़े पातकॉका नाश करनेजाली है । संसारसागरमें डूबे 
हुए आणियोंके लिये यह सनातन नौकाके समान है। 
तीनों लोकोंमें यह सारभूत ब्रत है। 
अलकापुरीमें राजाधिराज कुबेर रहते हैं। वे सदा 
भगवान्‌ शिवकी भक्तिमें तत्पर रहनेघाछे हैं। उनके 
हेममाली नामवाला एक यक्ष सेवक था,- जो पूजाके 
लिये फूल लाया करता था। हेममालीकी पत्नी बड़ी 
सुन्दरी थी। उसका नाम विशालाक्षी था। वह यक्ष 
कामपाशमें आबद्ध होकर सदा अपनी पलीमें आसक्त 
रहता था। एक दिनकी बात है, हेममाली मानसरोवरसे 
फूल लाकर आपने घरमें ही ठहर गया और पल्लीके 
प्रेमका रसास्वादन करने लगा; अतः कुबेरके भवनमें न 
जा सका । इधर कुबेर मन्दिरमें बैठकर शिवका पूजन 
कर रहे थे। उन्होंने दोपहरतक फूल आनेकी प्रतीक्षा 
की। जब पूजाका समय व्यतीत हो गया तो यक्षराजने 
कुपित होकर सेवकोंसे पूछा--'यक्षो ! दुरात्मा हेममाली 
क्यों नहीं आ रहा है, इस बातका पता तो लगाओ ।' 
यक्षोंने व्कहा--राजन्‌ | वह तो पत्नीकी कामनामें 
आसक्त हो अपनी इच्छाके अनुसार घरमें ही रमण कर 
रहा है। 


उनकी बात. सुनकर कुनेर क्रोधमें भर गये और 
तुरंत ही हेममालीको बुलवाया। देर हुई जानकर 
हेममालीके नेत्र भयसे व्याकुल हो रहे थे। वह आकर 
कुबेरके सामने खड़ा हुआ । उसे देखकर कुबेरकी आँखें 
क्रोधसे लाल हो गर्यी। वे बोले--'ओ पापी! ओ 
दुष्ट ! ओ दुराचारी ! तूने भगवानूकी अवहेलना की है, 
अतः कोढ्से युक्त और अपनी उस प्रियतमासे वियुक्त 
होकर इस स्थानसे भ्रष्ट होकर अन्यत्र चला जा।' 
कुनेरके ऐसा कहनेपर वह उस स्थानसे नीये गिर गया । 
उस समय उसके हृदयमें महान्‌ दुःख हो रहा था। 
कोढ़ोंसे सारा शरीर पीड़ित था। परन्तु शिव-पूजाके 
अभावसे उसकी स्मरण-शक्ति लुप्त नहीं: होती थी। 
पातकसे दबा होनेपर भी वह अपने पूर्वकर्मको याद 
रखता था। तदनन्तर इधर-उधर घूमता हुआ बह 
पर्वतोमें श्रेष्ठ मेरुगिरिके शिखरपर गया। वहाँ उसे 
तपस्याके पुञ्ज मुनिवर मार्कण्डेयजीका दर्शन हुआ। 
पापकर्मा यक्षने दूरसे ही मुनिके चरणॉमें प्रणाम किया । 
मुनिवर मार्कण्डेयने उसे भयसे काँपते देख परोपकारकी 
इच्छासे निकट बुलाकर कहा--'तुझे कोढ़के रोगने 
कैसे दबा लिया ? तू क्यों इतना अधिक निन्दनीय जान 
पड़ता है?' 

यक्ष खोला--मुने ! मैं कुबेरका अनुचर हूँ। मेरा 
नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसयेनरसे फूल ले 
आकर झिव-पूजाके समय कुबेरको दिया करता था। 
एक दिन पल्री-सहवासके सुखमें फँस जानेके कारण मुझे 


६६६ * अर्चयस्व हवीकेसं यदीच्छसि परं पदम्‌ + [ संक्षिप्त पद्मपुराण 


समयका ज्ञान ही नही रहा; अतः राजाधिराज कुनेरने बताया गया है। जो अट्टासी हजार आहाणोंको भोजन 
"कुषित होकर मुझे शाप दे दिया, जिससे मैं कोढ़से कराता है, उसके समान ही फल उस मनुष्यको भी 
हु हट मिलता है, जो योगिनी एकादशीका न्नत करता है। 
“योगिनी' महान्‌ पापोंको शान्त करनेवाली और महान्‌ 
पुण्य-फल देनेवाली है । इसके पढ़ने और सुननेसे मनुष्य 
सब पापोंसे मुक्त हो जाता है। 
युधिष्ठिरने पूछा--भगवन्‌ ! आषाढ़के शुक्क- 
पक्षमें कौन-सी एकादशी होती है ? उसका नाम और 
विधि क्या है? यह बतलानेकी कृपा करें। 
/ भगवान्‌ श्रीकृष्ण खोले--राजन्‌ ! आषाढ 
शुक्कपक्षकी एकादशीका नाम 'शयनी' है । मैं उसका वर्णन 
करता हूँ। वह महान्‌ पुण्यमयी, स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान 
करनेवाली, सब पापोंको हरनेवाली तथा उत्तम व्रत है। 
आषाढ़ शुक्रपक्षमें शायनी एकादशीके दिन जिन्होंने 
कमळ-पुष्पसे कमललोचन भगवान्‌ विष्णुका पूजन तथा 
एकादशीका उत्तम व्रत किया है, उन्होने तीनों लोकों और 
तीनों सनातन देवताओका पूजन कर लिया । हरिंशयनी 
ड 4 -. “| एकादशीके दिन मेरा एक स्वरूप राजा बलिके यहाँ रहता 
आक्रान्त होकर अपनी प्रियतमासे बिछुड़ गया । मुनि- है और दूसरा क्षीरसागरमें शेषनागकी शय्यापर तबतक 
श्रेष्ठ ! इस समय किसी शुभ कर्मके प्रभावसे मैं आपके शयन करता है, जबतक आगामी कार्तिककी एकादशी 
निकट आ पहुँचा हूँ । संतोंका चित्त स्वभावतः परोपकारमें नहीं आ जाती; अतः आषाढ्शुक्ला एकादशीसे लेकर 
लगा रहता है, यह जानकर मुझ अपराधीको कर्तव्यका कार्तिकशुक्का एकादशीतक मनुष्यको भलीभाँति धर्मका 
उपदेश दीजिये। आचरण करना चाहिये | जो मनुष्य इस त्रतका अनुष्ठान 
मार्कण्डेयजीने कहा--तुमने यहाँ सच्ची बात करता है, वह परम गतिको आप्त होता है, इस कारण 
कही है, असत्य-भाषण नहीं किया है; इसलिये मैं तुम्हें यत्रपूर्वक इस एकादशीका व्रत करना चाहिये। 
कल्याणप्रद त्रतका उपदेश करता हूँ। तुम आषाढ़के एकादशीकी रातमें जागरण करके शङ्ख, चक्र और गदा 
कृष्णपक्षमें 'योगिनी' एकादशीका ब्रत करो । इस व्रतके घारण करनेवाले भगवान्‌ विष्णुकी भक्तिपूर्वक पूजा करनी 
पुण्यसे तुम्हारी कोढ्‌ निश्चय ही दूर हो जायगी । चाहिये । ऐसा करनेवाले पुरुषके पुण्यकी गणना करनेमें 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं-ऋषिके ये वचन चतुर्मुख ब्रह्माजी भी असमर्थ हैं। राजन्‌! जो इस प्रकार 
सुनकर हेममाली दण्डकी भांति मुनिके चरणोंसें पढ़ भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाले सर्वपापहारी एकादशीके 
गया । मुनिने उसे उठाया, इससे उसको बड़ा हर्ष हुआ! उत्तम व्रतका पालन करता है, वह जातिका चाण्डाल 
मार्कण्डेयजीके उपदेशसे उसने योगिनी एकादशीका व्रत होनेपर भी संसारमें सदा मेरा प्रिय करनेवाला है। जो 
किया, जिससे उसके शरीरकी कोढ़ दूर हो गयी । मुनिके मनुष्य दीपदान, पलाशके पत्तेपर भोजन और व्रत करते 
कथनानुसार उस उत्तम ब्रतका अनुष्ठान करनेपर वह पूर्ण हुए चौमासा व्यतीत करते हैं, वे मेरै प्रिय हँ । चौमासेमें 
सुखी हो ग्या नृपश्रेष्ठ ! यह योगिनीका व्रत ऐसा ही भगवान्‌ विष्णु सोये रहते हैं; इसलिये मनुष्यको भूमिपर 


> श्रावणमासकी 'कामिका' और 'पुत्रदा” एकादशीका माहात्म्य + 


ष्क 


शयन करना चाहिये । सावनमें साग, भादोंमें दही, क्ारमें 
दूध और कार्तिकमें दालका त्याग कर देना चाहिये ।* 
अथवा जो चौमासेमें ब्रहमचर्यका पालन करता है, वह 
परम गतिको प्राप्त होता है राजन्‌! एकादझीके ब्रतसे ही 
मनुष्य सब पापॉसे मुक्त हो जाता है; अतः सदा इसका 


लाला 


ब्रत करना चाहिये । कभी भूलना नहीं चाहिये । “शयनी' 
और 'बोधिनी'के बीचमें जो कृष्णपक्षकी एकादहियाँ 
होती हैं, गृहस्थके लिये वे ही व्रत रखने योग्य हैँ--अन्य 
मासोंकी कृष्णपक्षीय एकादशी गृहस्थके रखने योग्य नहीं 
होती । शुकृपक्षकी एकादशी सभी करनी चाहिये । 


श्रावणमासकी 'कामिका' और 'पुत्रदा' एकादशीका माहात्म्य 


सुधिष्ठिरने पूछा--गोविन्द ! वासुदेव ! आपको 
नमस्कार है ! श्राबणके कृष्णपक्षमें कौन-सी एकादशी 
होती है ? उसका वर्णन कीजिये । 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--राजन्‌ ! सुनो, मै तुम्हें 
एक पापनाशक उपाख्यान सुनाता हूँ, जिसे पूर्वकालमें 
ब्रह्माजीने नारदजीके पूछनेपर कहा था। 
नारदजीने प्रश्न किया--भगवन्‌ ! कमलासन ! 
मैं आपसे यह सुनना चाहता हूँ कि श्राबणके कृष्णपक्षमें 
जो एकादशी होती है, उसका कया नाम है, उसके 
कौन-से देखता हैं तथा उससे कौन-सा पुण्य होता है ? 
अभो ! यह सब बताइये। 
ब्रह्माजीने कहा--नारद ! सुनो--मैं सम्पूर्ण 
'लोकोंके हितकी इच्छसे तुम्हरे प्रश्नका उत्तर दे रहा हूँ। 
आवणमासमें जो कृष्णपक्षकी एकादशी होती है, उसका 
नाम 'कामिका' है; उसके स्मरणमात्रसे वाजपेय यज्ञका 
फल मिलता है। उस दिन श्रीधर, हरि, विष्णु, माधब 
और मधुसूदन आदि नामॉसे भगवानका पूजन करना 
चाहिये । भगवान्‌ श्रीकृष्णके पूजनसे जो फल मिलता है, 
वह गङ्गा, काशी, नैमिषारण्य तथा पुष्कर क्षेत्रमै भी 
सुलभ नहीं है। सिंहराशिके बृहस्पति होनेपर तथा 
व्यतीपात और दण्डयोगमें गोदावरीस्रानसे जिस फलकी 
आपि होती है, बही फल भगवान्‌ श्रीकृष्णके पूजनसे भी 
मिलता है। जो समुद्र और वनसहित समूची पृथ्वीका 
दान करता है तथा जो कामिका एकादशीका ब्रत करता 
है, वे दोनों समान फलके भागी माने गये हैं। जो ब्यायी 


हुई गायको अन्यान्य सामग्रियॉसहित दान करता है, उस 
मनुष्यको जिस फलकी प्राप्ति होती है, बही 'कामिका'का 
ब्रत करनेबालेको मिलता है । जो नरश्रेष्ठ श्रावणमासमें 
भगवान्‌ श्रीधरका पूजन करता है, उसके द्वारा गन्धर्वो 
और नागॉसहित सम्पूर्ण देबताओंकी पूजा हो जाती है; 
अतः पापभीरुं मनुष्योंको यथाशक्ति पूरा प्रयत्न करके 
"कामिका'के दिन श्रीहरिका पूजन करना चाहिये। जो 
पापरूपी पङ्कसे भरे हुए संसारसमुद्रमें डूब रहे हैं, उनका 
उद्धार करनेके लिये कामिकाका ब्रत सबसे उत्तम है। 
अध्यात्मविद्यापण्यण पुरुषॉको जिस फलकी प्राप्ति होती 
है; उससे बहुत अधिक फल 'कामिका' त्रतका सेवन 
करनेवालोंको मिलता है । 'कामिका'का ब्रत करनेवाला 
मनुष्य रात्रिमें जागरण करके न तो कभी भयङ्कर 
यमराजका दर्शन करता है और न कभी दुर्गतिमें ही 
पड़ता है। 

लाल मणि, मोती, वैदूर्य और मूँगे आदिसे पूजित 
होकर भी भगवान्‌ विष्णु वैसे संतुष्ट नहीँ होते, जैसे 
तुलसीदलसे पूजित होनेपर होते हैं। जिसने तुलसीकी 
मञ्जरियोसे श्रीकेशबका पूजन कर लिया है; उसके 
जत्मभरका पाप निश्चय ही नष्ट हो जाता है । जो दर्शन 
करनेपर सारे पापसमुदायका नाश कर देती है, स्पर्श 
करनेपर शरीरको पवित्र बनाती है, प्रणाम करनेपर 
रोगोंका निवारण करती है, जलसे सींचनेपर यमराजको 
भी भय पहुँचाती है, आरोपित करनेपर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके समीप ले जाती है और भगवानके चरणोंमें 


* श्रासणे वर्जयेच्छाके दधि भाद्रपदे तथा ॥ दुग्धमाश्वयुजि त्याज्यं कार्तिके द्विदरं त्यजेत्‌। (५५। ३३-३४) 


६६८ 


* अर्चयस्व हृवीकेशाँ यदीच्छसि परे पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


४१७५७ ४७.७ ४४३७७७३ कद्रये कक ७७७३३७१७७७ ७७३६७७३ ३७७७७५७७७७ ७७४७७७७०७७ ७७४७७७९७७७ &७०%०७ १७ 


चढ़ानेपर मोक्षरूपी फल प्रदान करती है, उस तुलसी 
देवीको नमस्कार है ।* जो मनुष्य एकादशीको दिन-रात 
दीपदान करता है, उसके पुण्यकी संख्या चित्रगुप्त भी नहीं 
जानते | एकादशीके दिन भगवान्‌ श्रौकृष्णके सम्मुख 
जिसका दीपक जलता है, उसके पितर स्वर्गलोकमें स्थित 
होकर अमृतपानसे तृप्त होते हैं। घी अथवा तिलके 
तेलसे भगवानके सामने दीपक जलाकर मनुष्य देह- 
त्यागके पश्चात्‌ करोड़ों दीपकॉसे पूजित हो स्वर्गलोकमें 
जाता है। 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं-युधिष्ठिर ! यह 
तुम्हारे सामने मैंने कामिका एकादशीकी महिमाका वर्णन 
किया है । 'कामिका' सब पातकोंको हरनेवाली है; अतः 
मानवोंको इसका व्रत अवश्य करना चाहिये। यह 
स्वर्गलोक तथा महान्‌ पुण्यफल प्रदान करनेवाली है । जो 
मनुष्य श्रद्धाके साथ इसका माहात्म्य श्रवण करता है, 
बह सन पापोंसे मुक्त हो श्रीविष्णुलोकमें जाता है । 

युधिष्ठिरने पूछा--मधुसूदन ! श्रावणके शुक्ू- 


पक्षमें किस नामकी एकादशी होती है? कृपया मेरे 


सामने उसका वर्णन कीजिये । 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण खोले--राजन्‌ ! प्राचीन 


कालकी बात है, द्वापर युगके प्रारम्भका समय था, 


माहिष्मतीपुरमें राजा महीजित्‌ अपने राज्यका पालन करते £ 


किया और किसीको द्वेषका पात्र नहीं समझा । फिर क्या 
कारण है, जो मेरे घरमें आजतक पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ। 
आफलोग इसका विचार करें ।' 

राजाके ये वचन सुनकर अजा और पुरोहितोंके साथ 
ब्राह्मणोने उनके हितका विचार करके गहन बनमें प्रवेश 
किया । राजाका कल्याण चाहनेबारू वे सभी लोग इधर- 
उधर घूमकर ऋषिसेवित आश्रमोंकी तलाश करने लगे । 
इतमेहीमें उन्हें मुनिश्रेष्ठ लोमझाका दर्शन हुआ । लोमराजी 
धर्मके तत्त्वज्ञ, सम्पूर्ण शास्त्रोंके विशिष्ट विद्वान, दीर्घायु 
और महात्मा हैं । उनका शरीर लोमसे भरा हुआ है । वे 
ज्रह्माजीके समान तेजस्वी हैं । एक-एक कल्प बीतनेपर 
उनके शरीरका एक-एक लोम विशीर्ण होता--टूटकर 
गिरता है; इसीलिये उनका नाम लोमश हुआ है। वे 
महामुनि तीनों कालोंकी बातें जानते हैं । उन्हें देखकर सब 
लोगॉको बड़ा हर्ष हुआ। उन्हें निकट आया देख 
लोमशजीने पूछा--'तुम सब लोग किसलिये यहाँ आये 


थे, किन्तु उन्हें कोई पुत्र नहीं था; इसलिये बह राज्य उन्हें 
सुखदायक नही प्रतीत होता था। अपनी अवस्था | हु 
अधिक देख राजाको बड़ी चिन्ता हुई । उन्होंने प्रजावर्गमें 
बैठकर इस प्रकार कहा--'प्रजाजनो ! इस जन्ममें 
मुझसे कोई पातक नहीं हुआ। मैने अपने खजानेमें 
अन्यायसे कमाया हुआ धन नहीं जमा किया है । ब्राह्मणों 
और देवताओंका धन भी मैंने कभी नहीं लिया है। 
अजाका पुत्रवत्‌ पालन किया, धर्मसे पृथ्वीपर अधिकार 
जमाया तथा दुष्टोंको, वे बन्धु और पुत्रोके समान ही क्यो ह ५ 8 ने 
न रहे हों, दण्ड दिया है । शिष्ट पुरुषोंका सदा सम्मान ६-८ 


अपुष्पावनी रोगाणामभिवन्दिता निरसनी सिक्तान्तकत्रासिनी । 


निखिलाघसंघरामनी स्पृष्टा ई 
या उमा निशा बा बिमुक्तिफलदा तस्यै तुलस्यै नमः ॥ (५६ । २२) 


अत्यासत्तिविधायिनी भगवतः कृष्णस्य संरोपिता न्यस्ता तचरणे 


उत्तरखण्ड ] 


* भाद्रपद मासकी 'आजा' और 'पक्या' एकादशीका माहात्म्य » 


+5%७५४४०७०५००५०४७४५५०७४५३»४०५५०००५५६०५४५०४०५५७७४७७५४५५४७»५»४७59%99%9% 9:9५» ४»७**»5&*»४9»४9०5४#**59 ककतीही लीक 


हो? अपने आगमनका कारण बताओ। तुमलोगेकि 
लिये जो हितकर कार्य होगा, उसे मैं अवश्य करूँगा। 
अजाओंने कहा--ब्रह्मनू! इस समय महीजित्‌ 
नामवाले जो राजा हैं, उन्हें कोई पुत्र नहीं है। हमलोग 
उन्हीकी प्रजा हैं, जिनका उन्होंने पुत्रकी भाँति पालन 
किया है। उन्हें पुत्रहीन देख, उनके दुःखसे दुःखित हो 
हम तपस्या करनेका दृढ़ निश्चय करके यहाँ आये हैं। 
द्विजोत्तम ! राजाके भाग्यसे इस समय हमें आपका दर्शन 
मिल गया है। महापुरुषोके दर्शनसे ही मनुष्योंके सब 
कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मुने ! अब हमें उस उपायका 
उपदेश कीजिये, जिससे राजाको पुत्रकी प्राप्ति हो। 
उनकी बात सुनकर महर्षि लोमर दो घड़ीतक 
ध्यानमग्न हो गये। तत्पश्चात्‌ राजाके प्राचीन जन्मका 
वृत्तान्त जानकर उन्होंने कहा--'प्रजावृन्द ! खुनो-- 
राजा महीजित्‌ पूर्वजन्ममें मनुष्योंको चूसनेखाला धनहीन 
वैश्य था। वह वैश्य गाँव-गाँव घुमकर व्यापार किया 
करता था। एक दिन जेठके शुकृपक्षमें दशमी तिथिको, 
जन दोपहरका सूर्य तप रहा था, वह गाँबकी सीमामें एक 
जलाशायपर पहुँचा । पानीसे भरी हुई बाबली देखकर 
बैशमने वहाँ जल पीनेका विचार किया । इतनेहीमें-वहाँ 
बछड़ेके साथ एक गौ भी आ पहुँची। वह प्याससे 


व्याकुल और तापसे पीड़ित थी; अतः बाखलीमें जाकर 
जल पीने लगी । वैश्यने पानी पीती हुई गायको हाँककर 
दूर हरा दिया और स्वये पानी पीया। उसी पाप-कर्मके 
कारण राजा इस समय पुत्रहीन हुए हैं। किसी जन्मके 
पुण्यसे इन्हें अकण्टक राज्यकी प्राप्ति हुई है ।' 

अजाओंने कहा--मुने ! पुराणमें सुना जाता है 
कि प्रायश्चित्तरूप पुण्यसे पाप नष्ट होता है; अतः पुण्यका 
उपदेश कीजिये, जिससे उस पापका नाश हो जाय। 

लोमशजी बोले--प्रजाजनो ! श्रावण मासके 
शुक्रपक्षमे जो एकादशी होती है, बह 'पुत्रदा'के नामसे 
विख्यात है। वह मनोवाञ्छित फल प्रदान करनेवाली 
है। तुमलोग उसीका त्रत करो । 

यह सुनकर प्रजाओंने मुनिको नमस्कार किया और 
नगरमें आकर विधिपूर्वक पुत्रदा एकादशीके अतका 
अनुष्ठान किया । उन्होंने विधिपूर्वक जागरण भी किया 
और उसका निर्मल पुण्य राजाको दे दिया । तत्पश्चात 
रानीने गर्भ धारण किया और प्रसवका समय आनेपर 
बलवान्‌ पुत्रको जन्म दिया। - ` 

.. इसका माहात्म्य सुनकर मनुष्य पापसे मुक्त हो 

जाता है तथा इहलोकमें सुख पाकर परलोकमें स्वर्गीय 
गतिको प्राप्त होता है । 


भाद्रपद मासकी 'अजा' और 'पद्या' एकादशीका माहात्म्य 


सुधिष्ठिरने पूछा--जनार्दन ! अब मैं यह सुनना 
चाहता हूँ कि भाद्रपद मासके कृष्णपक्षमें कौन-सी 
एकादशी होती है ? कृपया बताइये। 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले-राजन्‌! एकचित्त 
होकर सुनो । भाद्रपद मासके कृष्णपक्षकी एकादशीका 
माम 'अजा' है, वह सन पापोंका नाश करनेवाली बतायी 
गयी है। जो भगवान्‌ हषीकेशका पूजन करके इसका 
ब्रत करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। 
पूर्वकालमें हरिश्चन्द्र नामक एक विख्यात चक्रवर्ती राजा 
हो गये हैं, जो समस्त भूमण्डलके स्वामी और सत्यप्रतिज्ञ 
थे । एक समय किसी कर्मका फलभोग प्राप्त होनेपर उन्हें 


राज्यसे भ्रष्ट होना पड़ा । राजाने अपनी पत्नी और पुत्रको 
बेचा । फिर अपनेको भी बेच दिया । पुण्यात्मा होते हुए 
भी उन्हें चाण्डालकी दासता करनी पड़ी। वे मुर्दोंका 
कफन लिया करते थे। इतनेपर भी नृपश्रेष्ठ हरिश्न्द्र 
सत्यसे विचलित नहीं हुए। इस अकार चाण्डालकी 
दासता करते उनके अनेक वर्ष व्यतीत हो गये । इससे 
राजाको बड़ी चिन्ता हुई । वे अत्यन्त दुःखी होकर सोचने 
लगे--'क्या करूँ ? कहाँ जाऊँ? कैसे मेरा उद्धार 
होगा ?' इस प्रकार चिन्ता करते-करते वे शोकके 
समुद्रमें डूब गये। राजाको आतुर जानकर कोई मुनि 
उनके पास आये, वे महर्षि गौतम थे । श्रेष्ठ ब्राह्मणको 


६७० 


* अर्चयस्व हुषीकेशं यदीच्छस्रि यरं पदम्‌ + 


£ संक्षिप्त परापुराण 


आया देख नृपश्रेष्ठने उनके चरणोंमें प्रणाम किया 
और दोनों हाथ जोड़ गौतमके सामने खड़े होकर अपना 
सारा दुःखमय समाचार कह सुनाया। राजाकी बात 
सुनकर गौतमने कहा--'राजन्‌ ! भादोंके कृष्णपक्षमें 
अत्यन्त कल्याणमयी *अजा' नामकी एकादशी आ रही 
है, जो पुण्य प्रदान करनेवाली है । इसका त्रत करो | 
इससे पापका अन्त होगा। तुम्हारे भाग्यसे आजके 
सातवें दिन एकादशी है। उस दिन उपवास करके रातमें 
जागरण करना ।' 
ऐसा कहकर महर्षि गौतम अन्तर्धान हो गये। 
मुनिकी बात सुनकर राजा हरिश्चन्द्रने उस उत्तम ब्रतका 
अनुष्ठान किया । उस व्रतके प्रभावसे राजा सारे दुः खोसे 
पार हो गये । उन्हें पत्रीका सत्रिधान और पुत्रका जीवन 
मिल गया। आकाशमै दुन्दुभियाँ बज उठी । देवलोकसे 
फूलोंकी वर्षा होने लगी । एकादशीके प्रभावसे राजाने 
अकण्टक राज्य प्राप्त किया और अन्तमें ने पुरजन तथा 
परिजनोके साथ स्वर्गलोकको प्राप्त हो गये। राजा 
युधिष्ठिर ! जो मनुष्य ऐसा ब्रत करते हैं, वे सब पापॉसे 
मुक्त हो स्वर्गलोकमें जाते हैं । इसके पढ़ने और सुननेसे 
अश्वमेध यज्ञका फल मिलता है। 
युधिष्ठिरने पूछा--केशव ! भाद्रपद मासके 
शुक्कपक्षमें जो एकादशी होती है, उसका क्या नाम, कौन 
देवता और कैसी विधि है ? यह बताइये । 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण खोले--राजन्‌ ! इस विषयमे 
मैं तुम्हें आश्चर्यजनक कथा सुनाता हूँ; जिसे ब्रह्माजीने 
महात्मा नारदसे कहा था। 
नारदजीने पूछा--चतुर्मुख ! आपको नमस्कार 
है। मैं भगवान्‌ विष्णुकी आराधनाके लिये आपके 
मुखसे यह सुनना चाहता हूँ कि भाद्रपद मासके 
शुक्कपक्षमे कौन-सी एकादशी होती है? 
ब्रह्माजीने कहा--मुनिश्रेष्ठ ! तुमने बहुत उत्तम 
बात पूछी है। क्यों न हो, वैष्णव जो ठहरे। भादेकि 
झुक्ृपक्षकी एकादशी 'पद्मा” के नामसे विख्यात है। उस 
दिन भगवान्‌ हृषीकेशकी पूजा होती है। यह उत्तम व्रत 
अवश्य करने योग्य है। 


सूर्यवंझामें मान्धाता नामक एक चक्रवर्ती, सत्य- 
ग्रतिश्ञ और अतापी राजर्षि हो गये हैं। वे प्रजाका अपने 
औरस पुत्रॉंकी भाँति धर्मपूर्वक पालन किया करते थे। 
उनके राज्यमें अकाल नहीं पड़ता था, मानसिक चिन्ताएँ. 
नहीं सताती थीं और व्याधियोंका प्रकोप भी नहीं होता 
था । उनकी प्रजा निर्भय तथा धन-धान्यसे समृद्ध थी। 
महाराजके कोषमें केवल न्यायोपार्जित धनका ही संग्रह 
था। उनके राज्यमें समस्त वर्णो और आश्रमोंके लोग 
अपने-अपने धर्में लगे रहते थे । मान्धाताके राज्यकी 
भूमि कामधेनुके समान फ देनेवाली थी । उनके राज्य 
करते समय प्रजाको बहुत सुख प्राप्त होता था। एक 
समय किसी कर्मका फलभोग प्राप्त होनेपर राजाके 
राज्यमें तीन वर्षोतक वर्षा नहीं हुई । इससे उनकी प्रजा 
भूखसे पीड़ित हो नष्ट होने लगी; तब सम्पूर्ण प्रजाने 
महाराजके पास आकर इस प्रकार कहा-- 

प्रजा खोली --नृपश्रेष्ठ ! आपको प्रजाकी बात 
सुननी चाहिये । पुराणोंमें मनीषी पुरुषोंने जलको *नारा' 
कहा है; वह नारा ही भगवानका अयन-- निवासस्थान 
है; इसलिये बे नारायण कहलाते हैं। नारायणस्थरूप 
भगवान्‌ विष्णु सर्वत्र व्याप्करूपमें विराजमान हैं। वे ही 
मेघस्वरूप होकर वर्षा करते हैं, वर्षासे अन्न पैदा होता है 
और अन्नसे प्रजा जीवन धारण करती है । नृपश्रेष्ठ ! इस 
समय अन्नके बिना अजाका नाश हो रहा है; अतः ऐसा 
कोई उपाय कीजिये, जिससे हमारे योगक्षेमका निर्वाह हो । 

राजाने कहा आपलोगोंका कथन सत्य है, 
क्योंकि अन्नको ब्रह्म कहा गया है । अन्नसे प्राणी उत्पन्न 
होते हैं और अन्नसे ही जगत्‌ जीवन धारण करता है। 
लोकमें बहुधा ऐसा सुना जाता है तथा पुराणमें भी बहुत 
विस्तारके साथ ऐसा वर्णन है कि राजाओंके अत्याचारसे 
प्रजाको पीड़ा होती है; किन्तु जन में बुद्धिसे विचार 
करता हूँ तो मुझे अपना किया हुआ कोई अपराध नहीं 
दिखायी देता । फिर भी मैं प्रजाका हित करनेके लिये पूर्ण 
अयत्न करूँगा ! 

ऐसा निश्चय करके राजा मान्धाता इने-गिने 
व्यक्तियोको साथ ले विधाताको प्रणाम करके सघन 


उत्तरखण्ड ] 


२ आश्विन मासकी “इन्दिरा' और 'पापाङ्कुा' एकादशीका माहात्य « 


६७९ 


वनकी ओर चल दिये । वहाँ जाकर मुख्य-मुख्य मुनियों 
और तपस्वियोंके आश्रमॉपर घूमते फिरे । एक दिन उन्हें 
ब्रह्मपुत्र अङ्गिरा ऋषिका दर्शन हुआ । उनपर दृष्टि पड़ते 
ही राजा हर्षमें भरकर अपने वाहनसे उतर पड़े और 
इन्द्रियोंको वशमें रखते हुए दोनों हाथ जोड़कर उन्होंने 
मुनिके चरणोंमें प्रणाम किया । मुनिने भी 'स्वस्ति' कहकर 
राजाका अभिनन्दन किया और उनके राज्यके सातों 
अङ्गोंकी कुशल पूछी । राजाने अपनी कुशल बताकर 
मुनिके स्वास्थ्यका समाचार पूछा । मुनिने राजाको आसन 
और अर्घ्य दिया। उन्हें ग्रहण करके जब बे मुनिके 
समीप बैठे तो उन्होंने इनके आगमनका कारण पूछा । 
तब राजाने कहा--भगवन्‌! मैं धर्मानुकूल 
अणालीसे पृथ्वीका पालन कर रहा था। फिर भी मेरे 
राज्यमें वर्षाका अभाव हो गया। इसका क्या कारण है 
इस बातको मैं नहीं जानता । 
ऋषि खोले--राजन्‌! यह सब युगोंमें उत्तम 
सत्ययुग है । इसमें सब लोग परमात्माके चिन्तनमें लगे 
रहते हैं। तथा इस समय धर्म अपने चारों चरणोंसे युक्त 
होता-हे । इस युगमें केबल ब्राह्मण ही तपस्वी होते हैं, 
दूसरे लोग नहीं। किन्तु महाराज ! तुम्हारे राज्यमें यह 
शूद्र तपस्या करता है; इसी कारण मेघ पानी नहीं 
बरसाते । तुम इसके प्रतीकारका यल करो; जिससे यह 
अनावृष्टिका दोष शान्त हो जाय। 
राजाने कहा--मुनिवर ! एक तो यह तपस्यामें 
लगा है, दूसरे निरपराध है; अतः मैं इसका अनिष्ट नहीं 
करूँगा । आप उक्त दोषको शान्त करनेवाले किसी 
धर्मका उपदेश कीजिये । 
ऋषि बोले--राजन्‌ ! यदि ऐसी बात है तो 


एकादशीका व्रत करो। भाद्रपद मासके शुक्पक्षमें जो 
“पद्या' नामंसे विख्यात एकादशी होती है, उसके व्रतके 
प्रभायसे निश्चय ही उत्तम बृष्टि होगी । नरेश ! तुम आपनी 
प्रजा और परिजनॉके साथ इसका त्रत करो । 
ऋषिका यह बचन सुनकर राजा अपने घर लौट 
आये । उन्होंने चारों वर्णोको समस्त प्रजाओऑके साथ 
भादोके शुक्कपक्षकी 'पद्मा' एकादशीका व्रत किया | इस 
प्रकार ब्रत करनेपर मेघ पानी बरसाने लगे । पृथ्वी जलसे 
आप्लावित हो गयी और हरी-भरी खेतीसे सुशोभित होने 
लगी । उस ब्रतके प्रभावसे सब लोग सुखी हो गये। 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं--राजन्‌! इस 
कारण इस उत्तम ब्रतका अनुष्ठान अवश्य करना 
चाहिये। 'पद्या' एकादशीके दिन जलसे भरे हुए घड़ेको 
'वखसे ढँककर दही और चावलके साथ ब्राह्मणको दान 
देना चाहिये, साथ ही छाता और जूता भी देने चाहिये । 
दान करते समय निम्नाद्धित मन्त्रका उच्चारण करे-- 
नमो नमस्ते गोविन्द बुधश्रवणसंज्ञक ॥ 
अघौघसंक्षयं कृत्वा सर्वसौख्यप्रदो भव । 
भक्तिमुक्तिप्रदक्षैद लोकानां सुखदायक: ॥ 
(५९ । ३८-३९) 
“ (बुधबार और श्रवण नक्षत्रके योगसे युक्त 
द्वादशीके दिन] बुद्धश्रवण नाम धारण करनेवाले 
भगवान्‌ गोविन्द ! आपको नमस्कार है, नमस्कार है; मेरी 
पापरारिका नाश करके आप मुझे सब प्रकारके सुख 
प्रदान करें । आप पुण्यात्माजनोंको भोग और मोक्ष प्रदान 
करनेवाले तथा सुखदायक हैं !' 
राजन्‌! इसके पढ्ने और सुननेसे मनुष्य सब 
पापोंसे मुक्त हो जाता है। 


Cre Ter] 
आश्विन मासकी 'इन्द्रा' और “पापाङ्कुशा' एकादशीका माहात्म्य 


युधिष्ठिरने पूछा- मधुसूदन ! कृपा करके मुझे 
यह बताइये कि आश्विनके कृष्णपक्षमें कौन-सी 
एकादशी होती है ? 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--राजन्‌! आश्विन 


कृष्णपक्षमें ‘इन्दिरा’ नामकी एकादशी होती है, उसके 
ब्रतके प्रभावसे बड़े-बड़े पा्पोका नाश हो जाता है। नीच 
योनिमें पडे हुए पितरोंको भी यह एकादशी सद्रति 
देनेवाली है । 


६७२ 


० अर्चयस्व हथीकेश यदीच्छसि परै पदम्‌ » 


( संक्षिप्त पद्मपुराण 


राजन्‌ ! पूर्वकालकी बात है, सत्ययुगमें इन्द्रसेन 
नामसे विख्यात राजकुमार थे, जो अब माहिष्मतीपुरीके 
राजा होकर धर्मपूर्वक प्रजाका पालन करते थे। उनका 
यश सब ओर फैल चुका था। राजा इन्द्रसेन भगवान्‌ 
विष्णुको भक्तिमें तत्पर हो गोविन्दके मोक्षदायक नामोंका 
जप करते हुए समय व्यतीत करते थे और विधिपूर्वक 
अध्यात्मतत्त्वके चिन्तनमें संग्र रहते थे । एक दिन राजा 
राजसभामें सुखपूर्वक बैठे हुए थे, इतनेहीमें देवर्षि नारद 
आकाझसे उतरकर वहाँ आ पहुँचे । उन्हें आया देख 
राजा हाथ जोड़कर खड़े हो गये और विधिपूर्वक पूजन 
करके उन्हें आसनपर बिठाया, इसके बाद वे इस प्रकार 
बोले--'मुनिश्रेष्ठ ! आपकी कृपासे मेरी सर्वथा कुशल 

पट | \ कु हबिब “+ हँ" 


रे 


0000 isin ६५ 


मैंने तुम्हारे पिताको भी देखा था । वे ब्रतर्भगके दोषसे 
वहाँ आये थे । राजन्‌ ! उन्होंने तुमसे कहनेके लिये एक 
सन्देश (दया है, उसे सुनो । उन्होंने कहा है, 'बेटा ! मुझे 
*इन्दिरा' के ब्रतका पुण्य देकर स्वर्गमें भेजो ।' उनका यह 
सन्देश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। राजन्‌! अपने 
पिताको स्वर्गलोककी प्राप्ति करानेके लिये 'इन्दिरा' का 
ब्रत करो। 

राजाने पूछा--भगवन्‌ ! कृपा करके 'इन्दिरा' 
का व्रत बताइये । किस पक्षमें, किस तिथिको और किस 
विधिसे उसका व्रत करना चाहिये । 

नारदजीने कहा-- राजेन्द्र ! सुनो, मैं तुम्हें इस 
ब्रतकी शुभकारक विधि बतलाता हूँ। आश्विन मासके 


त कृष्णपक्षमें दशमीके उत्तम दिनको श्रद्धायुक्त चित्तसे 


प्रातःकाल स्त्रान करे । फिर मध्याहकालमें सनान करके 
एकाग्रचित हो एक समय भोजन करे तथा रात्रिमें भूमिपर 
सोये । रात्रिके अन्तमें निर्मल प्रभात होनेपर एकादशीके 
दिन दातुन करके मुँह धोये; इसके बाद भक्तिभावसे 
निम्नाद्धित मन्त्र पढ़ते हुए उपवासका नियम ग्रहण 
करे-- 


अदय स्थित्वा निराहारः सर्वभोगतिवर्जितः । 
क्षो भोक्ष्ये पुण्डरीकाक्ष दारणं मे भवाच्युत ॥ 
(६०।२३) 


“कमलनयन भगवान्‌ नारायण! आज मैं सब 


6 भोगोंसे अलग हो निराहार रहकर करू भोजन करूगा । 


अच्युत ! आप मुझे शरण दें।' 
इस प्रकार नियम करके मध्याहकालमें पितरोंकी 


असन्रताके लिये झाल्ग्राम-शिलाके सम्मुख विधिपूर्वक 


श्राद्ध करे तथा दक्षिणासे ब्राह्मणोंका सत्कार करके उन्हें 


है। आज आपके दर्शनसे मेरी सम्पूर्ण यज्ञ-क्रियाएँ भोजन करावे । पितरोंको दिये हुए अन्नमय पिष्डको 
सफल हो गयी! देवर्षे! आपने आगमनका कारण सुँघकर विद्वान्‌ पुरुष गायको खिला दे। फिर धूप और 
बताकर मुझपर कृपा करें ।' गन्ध आदिसे भगवान्‌ हृषीकेशका पूजन करके रात्रिमें 

नारदजीने कहा--नृपश्रेष्ठ ! सुनो, मेरी बात तुम्हें उनके समीप जागरण करे । तत्पश्चात्‌ सबेरा होनेपर 
आश्चर्ये डालनेवाली है, मैं ब्रह्मलोकसे यमलोकमें द्वादशीके दिन पुनः भक्तिपूर्वक श्रीहरिकी पूजा करे। 
आया था, वहाँ एक श्रेष्ठ आसनपर बैठा और यमराजने उसके नाद बराह्मणॉको भोजन कराकर भाई-बन्धु, नाती 


मेरी भक्तिपूर्वक पूजा की । उस समय यमराजकी समामे और पुत्र आदिके साथ स्वयं मौन होकर भोजन करे। 


उत्तरखण्ड ] 


# आश्विन मासकी “इन्दिरा' और *पापाकुशा' एकादशीका माहात्म्य > 


६७३ 


राजन्‌! इस विधिसे आलस्परहित होकर तुम 'इन्दिरा'का 
व्रत करो । इससे तुम्हारे पितर भगवान्‌ विष्णुके वैकुण्ठ- 
घाममें चले जायेंगे । 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते है--राजन्‌ ! राजा 
इन्द्रसेनसे ऐसा कहकर देवर्षि नारद अन्तर्धान हो गये। 
राजाने उनकी बतायी हुई विधिसे अन्तःपुरकी रानियों, पुत्रों 
और भूत्योंसहित उस उत्तम ब्रतका अनुष्ठान किया। 
कुन्तीनन्दन ! ब्रत पूर्ण होनेपर आकाशसे फूलोंकी वर्षा 
होने लगी । इन्द्रसेनके पिता गरुड़पर आरूढ होकर 
श्रीविष्णुधाभको चले गये और राजर्षि इन्द्रसेन भी 
अकण्टक राज्यका उपभोग करके अपने पुत्रको राज्यपर 
बिठाकर स्वय स्वर्गलोकको गये । इस प्रकार मैने तुम्हारे 
सामने 'इन्द्रा' ब्रतके माहात्यका वर्णन किया है । इसको 
पढ्ने और सुननेसे मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाता है । 
युध्चिष्ठिरने पूछा--मधुसूदन ! अब कृपा करके 
यह बताइये कि आश्विनके शुक्कपक्षमै किस नामकी 
एकादशी होती है ? 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--राजन्‌! आश्विनके 
शुह्नपक्षमें जो एकादशी होती है, वह 'पापाङ्कुशा' के 
नामसे विख्यात है। बह सब पापोंको हरनेवाली तथा 
उत्तम हैं। उस दिन सम्पूर्ण मनोरथकी प्रापतिके लिये 
भनुष्योंको स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करनेवाले 
पद्मनाभसंज्ञक मुझ वासुदेवका पूजन करना चाहिये। 
जितेन्द्रिय मुनि चिरकालतक कठोर तपस्या करके जिस 
फलको प्राप्त करता है, वह उस दिन भगवान्‌ 
गरुड्ध्वजको प्रणाम करनेसे ही मिल जाता है । पृथ्वीपर 
जितने तीर्थ और पवित्र देवालय हैं, उन सबके सेवनका 
फल भगवान्‌ किष्णुके नामकीर्तनमात्रसे मनुष्य प्राप्त कर 
रेता है। जो झार्ङ्गधनुष धारण करनेवाले सर्वव्यापक 
भगवान्‌ जनार्दनकी झरणमें जाते हैं, उन्हें कभी 
'यमलोककी यातना नहीं भोगनी पड़ती। यदि अन्य 
कार्यके भ्रसङ्गसे भी मनुष्य एकमात्र एकादशीको उपवास 


कर ले तो उसे कभी यम-यातना नहीं प्राप्त होती। जो 
पुरुष विष्णुभक्त होकर भगवान्‌ झिनकी निन्दा करता है, 
बह भगवान्‌ विष्णुके लोकर्मे स्थान नहीं पाता; उसे 
निश्चय ही नरकमें गिरना पड़ता है । इसी प्रकार यदि कोई 
शैव या पाशुपत होकर भगवान्‌ विष्णुकी निन्दा करता है 
तो वह घोर रौरव नरकमें डालकर तबतक पकाया जाता 
है, जबतक कि चौदह इन्द्रोंकी आयु पूरी नहीं हो जाती । 
'यह एकादशी स्वर्ग और मोक्ष अदान करनेबाली, शरीरको 
नीरोग बनानेवाळी तथा सुन्दर स्त्री, धन एब मित्र 
देनेवाली है। राजन्‌! एकादशीको दिनमें उपवास और 
रात्रिमें जागरण करनेसे अनायास ही विष्णुधामकी प्रापि 
हो जाती है। राजेन्द्र! बह पुरुष मातृ-पक्षकी दस, 
पिताके पक्षकी दस तथा स्त्रीके पक्षकी भी दस 
पीढ़ियोंका उद्धार कर देता है । एकादशी ब्रत करनेवाले 
मनुष्य दिव्यरूपधारी, चतुर्भुज, गरुड्की ध्वजासे युक्त, 
हारसे सुशोभित और पीताम्बरधारी होकर भगवान्‌ 
विष्णुके धामको जाते हैं। आश्विनके शुक्ूपक्षमे 
पापाङ्कुशाका व्रत करनेमात्रसे ही मानव सब पापोंसे मुक्त 
हो श्रीहरिके लोकमें जाता है। जो पुरुष सुवर्ण, तिळ, 
भूमि, गौ, अन्न, जल, जूंते और छातेका दान करता है, 
चह कभी यमराजको नहीं देखता । नृपश्रेष्ठ ! दरिद्र 
पुरुषको भी चाहिये कि वह यथाशक्ति स्त्रानदान आदि 
क्रिया करके अपने प्रत्येक दिनको सफल बनावे !* जो 
होम, स्त्रान, जप, ध्यान और यज्ञ आदि पुण्यकर्म 
करनेवाले हैं, उन्हें भयंकर यमयातना नहीं देखनी 
पड़ती । लोकमें जो मानव दीर्घायु, धनाढ्य, कुलीन और 
नीरोग देखे जाते हैं, वे पहलेके पुण्यात्मा हैं। पुण्यकर्ता 
पुरुष ऐसे ही देखे जाते हैं। इस विषयमें अधिक कहनेसे 
क्या लाभ, मनुष्य पापसे दुर्गतिमें पड़ते हैं और धर्मसे 
स्वर्गमें जाते हैं । राजन्‌ ! तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था, 
उसके अनुसार पापाङ्कुशाका माहात्म्य मैंने वर्णन किया; 
अब और व्या सुनना चाहते हो? 


— + — 


* अवन्ध्यं दिवसं कुर्याद्‌ दरिद्रोऽपि नृपोत्तम । समाचरन्‌ यथारक्ति स्रानदानादिकाः क्रियाः ॥ (६१ । २४-२५) 


० अर्खयस्व हवीकेश यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पद्यपुराण 


कार्तिक मासकी 'रमा' और 'प्रबोधिनी' एकादशीका माहात्म्य 


सुधिष्ठिरने पूछा--जनार्दन ! मुझपर आपका 
स्नेह है; अतः कृपा करके बताइये । कार्तिके कृष्ण- 
पक्षमें कौन-सी एकादशी होती है? 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण खोले--राजन्‌ ! कार्तिके 
कुष्णपक्षमें जो परम कल्याणमयी एकादशी होती है, वह 
“रमा'के नामसे विख्यात है! 'रमा' परम उत्तम है और 
बड़े-बड़े पापोंको हरनेवाली है । 
पूर्वकालमें मुचुकुन्द नामसे विख्यात एक राजा हो 
चुके हैं, जो भगवान्‌ श्रीविष्णुके भक्त और सत्यप्रतिज्ञ 
थे। निष्कण्टक राज्यका शासन करते हुए उस राजाके 
यहाँ नदियोंमें श्रेष्ठ चन्द्रभागा कन्याके रूपमें उत्पन्न हुई । 
राजाने चन्द्रसेनकुमार शोभनके साथ उसका विवाह कर 
दिया । एक समयकी बात है, शोभन अपने ससुरके घर 
आये | उनके यहाँ दशमीका दिन आनेपर समूचे नगरमें 
ढिंढोरा पिटवाया जाता था कि एकादशीके दिन कोई भी 
भोजन न करे, कोई भी भोजन न करे। यह डंकेकी 
घोषणा सुनकर शोभनने अपनी प्यारी पत्नी चन्द्रभागासे 
कहा--'प्रिये ! अन मुझे इस समय क्या करना चाहिये, 
इसकी शिक्षा दो ।' 
चन्द्रभागा बोली--प्रभो ! मेरे पिताके घरपर तो 
एकादझीको' कोई भी भोजन नहीं कर सकता । हाथी, 
घोड़े, हाथियोंके बच्चे तथा अन्यान्य पशु भी अन्न, घास 
तथा जलतकका आहार नहीं करने पाते; फिर मनुष्य 
एकादशीके दिन कैसे भोजन कर सकते हैं। प्राणनाथ ! 
यदि आप भोजन करेंगे तो आपकी बड़ी निन्दा होगी । इस 
प्रकार मनमें विचार करके अपने चित्तको दृढ़ कीजिये । 
झोभनने कहा--प्रिये ! तुम्हारा कहना सत्य है, 
मैं भी आज उपवास करूँगा | दैवका जैसा निधान है, 
वैसा ही होगा । 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं-इस अकार दृढ़ है 


निश्चय करके झोभनने व्रतके नियमका पालन किया। 
क्षुधासे उनके शरीरमें पीड़ा होने लगी; अतः वे बहुत 
दुःखी हुए। भूखकी चिन्तामें पढे-पडे सूर्यास्त हो 


गया। रात्रि आयी, जो हरिपूजापरायण तथा जागरणमें 
आसक्त वैष्णव मनुष्योंका हर्ष बढानेवाली थी; परन्तु 
बही रात्रि शोभनके लिये अत्यन्त दुःखदायिनी हुई । 
सूर्योदय होते-होते उनका प्राणान्त हो गया। राजा 
मुचुकुन्दने राजोचित काष्ठोंसे शोभनका दाह-संस्कार 
कराया । चन्द्रभागा पतिका पारलौकिक कर्म करके 
पिताके ही घरपर रहने लगी । नृपश्रेष्ठ ! 'रमा' नामक 
एकादशीके ब्रतके प्रभावसे शोभन मन्दराचलके 
शिखरपर बसे हुए परम रमणीय देवपुरको प्राप्त हुआ। 
वहाँ शोभन द्वितीय कुबेरकी भाँति शोभा पाने लगा। 
राजा मुचुकुन्दके नगरमें सोमशर्मा नामसे विख्यात एक 
ब्राह्मण रहते थे, वे तीर्थयात्राके प्रसङ्गसे घूमते हुए कभी 
मन्दराचल पर्वतपर गये। वहाँ उन्हें शोभन दिखायी 
दिये। राजाके दामादको पहचानकर वे उनके समीप 
गये। शोभन भी उस समय द्विजश्रेष्ठ सोमशर्माको आया 
जान शीघ्र ही आसनसे उठकर खड़े हो गये और उन्हें 
अणाम किया। फिर क्रमशः अपने श्वशुर 


22४२५ 


उत्तरखण्ड ] 


* कार्तिक मासकी “रमा' और “प्रदोधिनी' एकादशीका माहात्म्य + 


3७५५४०७०५३०५००७५०५०३००००५५५०७१५५+०५५५७५४७५५३७७७७ ४४०५५ »»+%७>*०%५०४००३०००७७७५७७४७७४७४३५४५४४५००५७५४०००५००४०४४८. 


६७५ 


मुचुकुन्दका, प्रिय पत्नी चन्द्रभागाका तथा समस्त नगरका 
कुशल-समाचार पूछा। 
सोमशर्माने कहा--राजन्‌! वहाँ सबकी कुशल 
है। यहाँ तो अद्भुत आश्चर्यकी बात है ! ऐसा सुन्दर और 
विचित्र नगर तो कहीं किसीने भी नहीं देखा होगा। 
बताओ तो सही, तुम्हें इस नगरकी प्राप्ति कैसे हुई ? 

शोभन बोले--द्विजेन्द्र ! कार्तिकर्के कृष्णपक्षमें 
जो “रमा' नामकी एकादशी होती है, उसीका ब्रत करनेसे 
मुझे ऐसे नगरकी प्राप्ति हुई है। ब्रह्मन्‌! मैंने श्रद्धाहीन 
होकर इस उत्तम त्रतका अनुष्ठान किया था; इसलिये मैं 
ऐसा मानता हूँ कि यह नगर सदा स्थिर रहनेवाला नहीं 
है। आप मुचुकुन्दकी सुन्दरी कन्या चन्द्रभागासे यह सारा 
वृत्तान्त कहियेगा । 

'शोभनकी बात सुनकर सोमशर्मा ब्राह्मण मुचुकुन्द- 
पुरमे गये और वहाँ चन्द्रभागाके सामने उन्होंने सारा 
"वृत्तान्त कह सुनाया । 

सोमझार्मा बोले--शुभे ! मैंने तुम्हारे पतिको 
प्रत्यक्ष देखा है तथा इन्द्रपुरीकै समान उनके दुर्धर्ष 
नगरका भी अवलोकन किया है। वे उसे अस्थिर 
बतलाते थे। तुम उसको स्थिर बनाओ । 

चन्द्रभागाने कहा--ब्रहर्षे ! मेरे मनमें पतिके 
दर्शनकी लालसा लगी हुई है। आप मुझे वहाँ ले चलिये । 
मैं अपने ब्रतके पुण्यसे उस नगरको स्थिर बनाऊँगी । 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं--राजन्‌! 
चन्द्रभागाकी बात सुनकर सोमरार्मा उसे साथ ले 
मन्दराचल पर्वतके निकट वामदेव मुनिके आश्रमपर 
गये। वहाँ ऋषिके मन्त्रकी शक्ति तथा एकादशी- 
सेवनके प्रभावसे चन्द्रभागाका शरीर दिव्य हो गया तथा 
उसने दिव्य गति आप्त कर ली । इसके बाद वह पतिके 
समीप गयी ! उस समय उसके नेत्र हर्षॉल्लाससे खिल 
रहे थे। अपनी प्रिय पत्नीको आयी देख शोभनको बड़ी 
प्रसन्नता हुई। उन्होंने उसे बुलाकर अपने वामभागमें 
सिंहासनपर बिठाया; तदनन्तर चन्द्रभागाने हर्षमें भरकर 
अपने प्रियतमसे यह प्रिय वचन कहा--'नाथ ! मैं 
हितकी बात कहती हूँ, सुनिये । पिताके घरमें रहते समय 


;५००५३५०५०५५०७४०५३००७७७७५७७७४७/ १९७९७०१००९००२०००००- १५०४५७७७८०. 


जब मेरी अवस्था आठ वर्षसे अधिक हो गयी, तभीसे 
लेकर आजतक मैंने जो एकादशीके त्रत किये हैं और 
उनसे मेरे भीतर जो पुण्य सञ्चित हुआ है, उसके प्रभावसे 
यह नगर कल्पके अन्ततक स्थिर रहेगा तथा सब 
प्रकारके मनोवाञ्छित वैभवसे समृद्धिशाली होगा ।' 

नृपश्रेष्ठ ! इस प्रकार 'रमा' ब्रतके प्रभावसे 
चन्द्रभागा दिव्य भोग, दिव्य रूप और दिव्य आभरणोंसे 
विभूषित हो अपने पतिके साथ मन्दराचलके शिखरपर 
विहार करती है । राजन्‌ ! मैने तुम्हारे समक्ष 'रमा' नामक 
एकादशीका वर्णन किया है। यह चिन्तामणि तथा 
कामधेनुके समान सब मनोरथोंको पूर्ण करनेवाली है । 
मैंने दोनों पक्षोंके एकादशीव्रतोंका पापनाशक माहात्म्य 
बताया है। जैसी कृष्णपक्षकी एकादशी है, तैसी ही 
शुकृपक्षकी भी है; उनमें भेद नहीं करना चाहिये । जैसे 
सफेद रंगकी गाय हो या काले रंगकी, दोनोंका दूध 
एक-सा ही होता है, इसी प्रकार दोनों पक्षॉकी 
एकादशियाँ समान फल देनेबाली हैं । जो मनुष्य 
एकादशी व्रतोंका माहात्य सुनता है, वह सब पापोंसे 
मुक्त हो श्रीविष्णुलोकमें प्रतिष्ठित होता है। 

युधिष्ठिरने पूछा--श्रीकृष्ण ! मैंने आपके मुखसे 
“रमा'का यथार्थ माहात्म्य सुना । मानद ! अब कार्तिक 
शुकृपक्षमें जो एकादशी होती है; उसकी महिमा बताइये । 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--राजन्‌ ! कार्तिकके 
शुकृपक्षमें जो एकादशी होती है, उसका जैसा वर्णन 
लोकर्रष्टा ब्रह्माजीने नारदजीसे किया था; वही मैं तुम्हें 
बतलाता हूँ। 

नारदजीने कहा--पिताजी ! जिसमें धर्म-कर्ममें 
प्रवृत्ति करानेवारे भगवान्‌ गोविन्द जागते हैं, उस 
“प्रबोधिनी' एकादशीका माहात्म्य जतलाइये । 

ब्रह्माजी खोले - मुनिश्रेष्ठ! 'प्रबोधिनी'का 
माहात्म्य पापका नाश, पुण्यकी वृद्धि तथा उत्तम 
खुद्धिवाले पुरुषोंको मोक्ष प्रदान करनेवाला है । समुद्रसे 
लेकर सरोवरतक जितने भी तीर्थ हैं, वे सभी अपने 
माहात्म्यकी तभीतक गर्जना करते हैं, जनतक कि 
कार्तिक मासमें भगवान्‌ विष्णुकी “प्रबोधिनी' तिथि नहीं 


६७६ 


« अर्चवस्व हृषीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


आ जाती । 'प्रबोधिनी' एकादशीको एक ही उपवास कर 
लेनेसे मनुष्य हजार अश्वमेध तथा सौ राजसूय यज्ञका 
फल पा लेता है। बेटा ! जो दुर्लभ है, जिसकी प्राप्ति 
असम्भव है तथा जिसे त्रिलोकीमें किसीने भी नहीं देखा 
है; ऐसी वस्तुके लिये भी याचना करनेपर 'प्रबोधिनी' 
एकादशी उसे देती है। भक्तिपूर्वक उपवास करनेपर 
मनुष्योको 'हरिबोधिनी' एकादशी ऐश्वर्य, सम्पत्ति, उत्तम 
बुद्धि, राज्य तथा सुख प्रदान करती है। मेरुपर्वतके 
समान जो बड़े-बड़े पाप हैं, उन सबको यह पापनारिनी 
“्रबोधिनी' एक ही उपवाससे भस्म कर देती है । पहलेके 
हजारों जन्मोमे जो पाप किये गये हैं, उन्हें 'प्रबोधिनी' की 
रात्रिका जागरण रूईकी ढेरीके समान भस्म कर डालता 
है। जो लोग *प्रबोधिनी' एकादशीका मनसे ध्यान करते 
तथा जो इसके श्रतका अनुष्ठान करते हैं, उनके पितर 
नरकके दुःखोसे छुटकारा पाकर भगवान्‌ विष्णुके 
परमघामको चले जाते हैं। ब्रह्मन्‌! अश्वमेध आदिं 
यज्ञोंसे भी जिस फलकी प्राप्ति कठिन है, वह 'प्रबोधिनी' 
एकादशीको जागरण करनेसे अनायास ही मिल जाता 
है। सम्पूर्ण तीथोंमें नहाकर सुवर्ण और पृथ्वी दान 
करनेसे जो फल मिलता है, वह श्रीहरिके निमित्त जागरण 
करनेमात्रसे मनुष्य प्राप्त कर लेता है! जैसे मनुष्योंके 
लिये मृत्यु अनिवार्य है, उसी प्रकार धन-सम्पत्तिमात्र भी 
क्षणभङ्गुर है; ऐसा समंझकर एकादशीका व्रत करना 
चाहिये । तीनों लोकॉमें जो कोई भी तीर्थ सम्भव हैं, वे 
सब 'प्रबोधिनी' एकादशीका व्रत करनेवाले मनुष्यके 
घरमें मौजूद रहते हैं । कार्तिककी 'हरिबोधिनी' एकादशी 
पुत्र तथा पौत्र प्रदान करनेवाली है! जो “प्रबोधिनी'को 
उपासना करता है, नही ज्ञानी है, वही योगी है, वही 
तपस्वी और जितेन्द्रिय है तथा उसीको भोग और मोक्षकी 
प्राप्ति होती है। 
बेटा ! “प्रबोधिनी' एकादशीको भगवान्‌ विष्णुके 
उद्देश्यसे मानव जो स्नान, दान, जप और होम करता है, 
बह सब अक्षय होता है। जो मनुष्य उस तिथिको 
उपवास करके भगवान्‌ माधवकी भक्तिपूर्वक पूजा करते 
है, वे सौ जन्मोंके पापोंसे छुटकारा पा जाते हैं। 


इस ब्रतके द्वारा देवेश्वर ! जनार्दनको सन्तुष्ट करके मनुष्य 
सम्पूर्ण दिशाओंको अपने तेजसे प्रकाशित करता हुआ 
श्रीहरिके वैकुण्ठ धामको जाता है। 'प्रबोधिनी' को. 
पूजित होनेपर भगवान्‌ गोविन्द मनुष्योंके बचपन, जवानी 
और बुढ़ापेमें किये हुए सौ जन्मॉके पापोंको, चाहे वे 
अधिक हों या कम, घो डालते हैं। अतः सर्वथा प्रयत्न 
करके सम्पूर्ण मनोबाज्छित फलोंको देनेवाले देवाधिदेव 
जनार्दनकी उपासना करनी चाहिये । बेटा नारद ! जो 
भगवान्‌ विष्णुके भजनमें तत्पर होकर कार्तिकमें पराये 
अन्नका त्याग करता है, वह चान्द्रायण ब्रतका फल पाता 
है। जो प्रतिदिन शास्त्रीय चर्चासे मनोरञ्जन करते हुए 
कार्तिक मास व्यतीत करता है, वह अपने सम्पूर्ण 
पापोंको जला डालता और दस हजार यज्ञोंका फल प्रा 
करता है। कार्तिक मासमें शास्त्रीय कथाके कहने- 
सुननेसे भगवान्‌ मधुसूदनको जैसा सन्तोष होता है, वैसा 
उन्हें यज्ञ, दान अथवा जप आदिसे भी नहीं होता । जो 
शुभकर्म-परायण पुरुष कार्तिक मासमें एक या आधा 
ङ्लोक भी भगवान्‌ विष्णुकी कथा बाँचते हैं, उन्हें सौ 
गोदानका फल मिलता है। महामुने ! कार्तिकमै भगवान्‌ 
केशवके सामने शास्त्रका स्वाध्याय तथा श्रवण करना 
चाहिये। मुनिश्रेष्ठ ! जो कार्तिकर्में कल्याण-प्राप्तिके 
लोभसे श्रीहरिकी कथाका प्रबन्ध करता है, वह अपनी 
सौ पीढ़ियोंको तार देता है । जो मनुष्य सदा नियमपूर्वक 
कार्तिक मासमें भगवान्‌ किष्णुकी कथा सुनता है, उसे 
सहस्र गोदानका फल मिलता है। जो “प्रबोधिनी' 
एकादशीके दिन श्रीविष्णुकी कथा श्रवण करता है, उसे 
सातों द्वीपॉसे युक्त पृथ्वी दान करनेका फल प्राप्त होता 
है। मुनिश्रेष्ठ ! जो भगवान्‌ विष्णुकी कथा सुनकर अपनी 
शक्तिके अनुसार कथा-वाचककी पूजा करते हैं, उन्हें 
अक्षय लोककी प्राप्ति होती है। नारद ! जो मनुष्य 
कार्तिक मासमें भगवत्संबन्धी गीत और झास्रविनोदके 
द्वारा समय बिताता है, उसकी पुनरावृत्ति मैंने नहीं देखी 
है ।. मुने ! जो पुण्यात्मा पुरुष भगवानके समक्ष गान, 
नृत्य, वाद्य और श्रीविष्णुकी कथा करता हैं, बह तीनों 
लोकोंके ऊपर विराजमान होता है । 


उत्तरखण्ड ] 


५ पुरुषोत्तम मासकी “कमला” और 'कामदा' एकादशीका माहारूय + 


मुनिश्रेष्ठ ! कार्तिककी “प्रबोधिनी' एकादशीके दिन 
बहुत-से फल-फूल, कपूर, अरगजा और कुङ्कुमके द्वारा 
श्रीहरिकी पूजा करनी चाहिये। एकादशी आनेपर धनकी 
कंजूसी नहीं करनी चाहिये; क्योंकि उस दिन दान आदि 
करनेसे असंख्य पुण्यकी प्राप्ति होती है । 'प्रबोधिनी' को 
जागरणके समय शङ्कमें जल लेकर फल तथा नाना 
प्रकारके द्रव्येकि साथ श्रीजनार्दनको अर्घ्य देना चाहिये । 
सम्पूर्ण तीर्थेमि जान करने और सब प्रकारके दान देनेसे 
जो फल मिलता है, बही 'प्रबोधिनी' एकादशीको अर्घ्य 
देनेसे करोड़ गुना होकर प्राप्त होता है। देखर्षे ! अर्थ्यके 
पश्चात्‌ भोजन-आच्छादन और दक्षिणा आदिके द्वारा 
भगवान्‌ विष्णुकी प्रसत्रताके लिये गुरुकी पूजा कानी 
चाहिये। जो मनुष्य उस दिन श्रीमद्धागवतको कथा 
सुनता अथवा पुराणका पाठ करता है, उसे एक-एक 
अक्षरपर कपिलादानका फल मिलता है। मुनिश्रेष्ठ ! 
कार्तिकमें जो मनुष्य अपनी शक्तिके अनुसार शास्त्रेक्त 
रीतिसे वैष्णवत्रत (एकादशी) का पालन करता है, 
उसकी मुक्ति अविचल है । केतकीके एक पत्तेसे पूजित 


होनेपर भगवान्‌ गरुडध्वज एक हजार वर्षतक अत्यन्त 
तृप्त रहते हैं। देवर्षे ! जो अगस्तके फूलसे भगवान्‌ 
जनार्दनकी पूजा करता है, उसके दर्शनमात्रसे नरककी 
आग बुझ जाती है। वत्स! जो कार्तिकमें भगवान्‌ 
जनार्दनको तुरुसीके पत्र और पुष्प अर्पण करते हैं, 
उनका जन्मभरका किया हुआ सारा पाप भस्म हो जाता 
है। मुने ! जो प्रतिदिन दर्शन, स्पर्श, ध्यान, नाम-कीर्तन, 
स्तवन, अर्पण, सेचन, नित्यपूजन तथा नमस्कारके द्वारा 
तुलसीमें नव प्रकारकी भक्ति करते हैं, वे कोटि सहस्र 
युगोंतक पुण्यका विस्तार करते हैं।* नारद ! सब 
अ्रकारके फूलों और पत्तोंको चढ़ानेसे जो फल होता है, 
वह कार्तिक मासमें तुलसीके एक पत्तेसे मिल जाता है। 
कार्तिक आया देख प्रतिदिन नियमपूर्वक तुलसीके 
कोमल पत्तोंसे महाविष्णु श्रीजनार्दनका पूजन करना 
चाहिये। सौ यज्ञोंद्वार देवताओंका यजन करने और 
अनेक प्रकारके दान देनेसे जो पुण्य होता है, वह 
कार्तिकमें तुलसीदलमात्रसे केशवकी पूजा करनेपर प्राप्त 
हो जाता है। 


न उ स 


पुरुषोत्तम मासकी 'कमला' और “कामदा' एकादशीका माहात्म्य 


युधिष्ठिरने पूछा--भगवन्‌ ! अब मैं श्रीविष्णुके 
ब्रतोमें उत्तम ब्रतका, जो सब पापोंको हर लेनेवाला तथा 
ब्रती मनुष्योंको भनोषाञ्छित फल देनेवाला हो, श्रवण 
करना चाहता हूँ। जनार्दन! पुरुषोत्तम मासकी 
एकादशीकी कथा कहिये, उसका क्या फल है? और 
उसमें किस देवताका पूजन किया जाता है? प्रभो! 
किस दानका क्या पुण्य है? मनुष्योंको क्या करना 
चाहिये ? उस समय कैसे स्रान किया जाता है ? किस 
मन्त्रका जप होता है ? कैसी पूजन-विधि बतायी गयी 
है? पुरुषोत्तम ! पुरुषोत्तम मासमें किस अन्नका भोजन 


उत्तम है? 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--राजेन्द्र ! अधिक 
मास आनेपर जो एकादशी होती है, वह 'कमला' नामसे 
प्रसिद्ध है। बह तिथियोमें उत्तम तिथि है । उसके त्रतके 
प्रभावसे लक्ष्मी अनुकूल होती है । उस दिन ब्राह्म 
मुहूर्तमें उठकर भगवान्‌ पुरुषोत्तमका स्मरण करे और 
विधिपूर्वक स्त्रान करके ब्रती पुरुष ब्रतका नियम ग्रहण 
करे । घरपर जप करनेका एक गुना, नदीके तटपर दूना, 
गोशालामें सहस्त्रगुना, अमिहोत्रगृहमें एक हजार एक सौ 
गुना, शिक्के क्षेत्रोमें, तीथॉमें, देबताओंके निकट तथा 


* तुलसोदलपुष्पाणि ये यच्छन्ति जनार्दने | कार्तिके सकले वत्स पापं जन्पार्जितै दहेत्‌ ॥ 
दृष्टा स्पृष्टाथ चा ध्याता कीर्तिता नामतः स्तुता । रोपिता सेचिता नित्यं पूजिता तुलसी नता ॥ 
नवधा तुलसीभक्ति ये कुर्वन्ति दिने दिने । युगकोटिसहस्ाणि तन्वन्ति सुकृतं मुने॥ (६३ । ६१---६३) 


६७८ ० अर्जयस्व ह्ीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ + [ संक्षिप्त पद्मपुराण 


तुलसीके समीप लाख गुना और भगवान्‌ विष्णुके निकट “कमला” एकादशीके ब्रतके प्रभावसे मैं तुमपर बहुत 
अनन्त गुना फल होता है। प्रसन्न हूँ और देवाधिदेव श्रीहरिकी आज्ञा पाकर 
आवन्तीपुरीमें शिवशर्मा नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण वैकुण्ठधामसे आयी हूँ। मै तुम्हें बर दूँगी ।' 
रहते थे, उनके पाँच पुत्र थे। इनमें जो सबसे छोटा था, ब्राह्मण बोला--माता लक्ष्मी! यदि आप 
बह पापाचारी हो गया; इसलिये पिता तथा स्वजनोने उसे मुझपर असन्न हैं तो वह व्रत बताइये, जिसकी 
त्याग दिया। अपने बुरे कमेकि कारण निर्वासित होकर कथा-वार्तामें साधु-ब्राह्मण सदा संलय रहते हैं। 
वह बहुत दूर वनमें चला गया । दैवयोगसे एक दिन वह लक्ष्मीने कहा--ब्राह्मण ! एकादशी-ब्रतका 
तीर्थराज प्रयागमें जा पहुँचा। भूखसे दुर्बल शरीर और माहात्म्य श्रोताउओकि सुनने योग्य सर्वोत्तम विषय है। यह 
दीन मुख लिये उसमे त्रिवेणीमें स्नान किया । फिर क्षुधासे पवित्र वस्तुऑमें सबसे उत्तम है। इससे दुःस्वप्रका नाश 
पीड़ित होकर वह वहाँ मुनियॉके आश्रम खोजने लगा। तथा पुण्यकी प्राप्ति होती है, अतः इसका यल्पूर्वक 
इतनेमें डसे वहाँ हरिमित्र मुनिका उत्तम आश्रम दिखायी श्रवण करना चाहिये। उत्तम पुरुष श्रद्धासे युक्त हो एक 
दिया। पुरुषोत्तम मासमें वहाँ बहुत-से मनुष्य एकत्रित या आधे इलोकका पाठ करनेसे भी करोड़ों महापातकोंसे 
हुए थे। आश्रमपर पापनाशक कथा कहनेबाले ब्राह्मणॉके तत्काल मुक्त हो जाता है। जैसे मासोंमें पुरुषोत्तम मास, 
मुखसे उसने श्रद्धापूर्वक *कमला' एकाद'शीकी महिमा पक्षियोंमें गरुड़ तथा नदियोंमें गङ्गा श्रेष्ठ हैं; उसी प्रकार 
सुनी, जो परम पुण्यमयी तथा भोग और मोक्ष प्रदान तिथियोंमें द्वादशी तिथि उत्तम है । समस्त देवता आज भी 
करनेवाली है। जयशमनि विधिपूर्वक 'कमला' [एकादशी व्रतके ही लोभसे] भारतवर्षमें जन्म लेनेकी 
एकादशीकी कथा सुनकर उन सबके साथ मुनिके इच्छा रखते हैं। देवगण सदा ही रोग-शोकसे रहित 
आश्रमपर ही व्रत किया ! जब आधी रात हुई तो भगवती भगवान्‌ नारायणका पूजन करते हैं। जो लोग मेरे प्रभु 
लक्ष्मी उसके पास आकर बोलीं--'ब्रह्मनू ! इस समय भगवान्‌ नारायणके नामका सदा भक्तिपूर्वक जप करते 
हैं, उनकी ब्रह्मा आदि देवता सर्वदा पूजा करते हैं। जो 
लोग श्रीहरिके नाम-जपमें संलम हैं, उनकी लीला- 
'कथाओके कीर्तनमें तत्पर हैं तथा निरन्तर श्रीहरिकी 
पूजामें ही प्रवृत्त रहते है; वे मनुष्य कलियुगमें कृतार्थ हैं। 
यदि दिनमें एकादशी और द्वादशी हो तथा रात्रि बीतते- 
नीतते त्रयोदशी आ जाय तो उस त्रयोदशीके पारणमें सौ 
यज्ञोंका फल प्राप्त होता है। ब्रत करनेवाला पुरुष 
चक्रसुदर्शनधारी देवाधिदेव श्रीविष्णुके समक्ष निग्नाङ्कित 
भन्त्रका उच्चारण करके भक्तिभावसे संतुष्टचित्त होकर 
उपवास करे। वह मन्त्र इस अकार है-- 
एकादश्यां निराहारः स्थित्वाहमपरेऽहनि ॥ 
भक्ष्यामि पुण्डरीकाक्ष शरणं मे भवाच्युत ॥ 
(६४ ३४) 
'कमलनयन ! भगवान्‌ अच्युत ! मैं एकादशीको 
निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूँगा। आप मुझे 
शरण दें।' 


उत्तरखण्ड ] 


» पुरुषोत्तय सासकी *कपला' और “कामदा' एकादशीका माहात्प्य « 


६७९ 


४४४४५५०५०७७०५००७७५५७५७०५७ ०५७७०५५७७७ ४५९७७७७७७९ ७७५५०७७७४७ ८७७१४०७७७७ ७५७७६८७७७७ दरक लक 


तत्पश्चात्‌ व्रत करनेवाला मनुष्य मन और इन्द्रियोंको 
नशमें करके गीत, वाद्य, नृत्य और पुराण-पाठ आदिके 
द्वारा रात्रिमें भगवानके समक्ष जागरण करे। फिर 
द्वादशीके दिन उठकर स्त्रानके पश्चात्‌ जितेन्द्रियभावसे 
विधिपूर्वक श्रीविष्णुकी पूजा करे । एकादशीको पञ्चामृतसे 
जनार्दनको नहलाकर द्वादशीको केवल दूधमें स्नान 
करनेसे श्रीहरिका सायुज्य प्राप्त होता है। पूजा करके 
भगबानसे इस प्रकार प्रार्थना करे 


अज्ञानतिभिरन्धस्य  ब्रतेनानेन केशव । 
सीद सुसुखो भूत्वा ज्ञानदृष्टिप्रदो भव॥ 
(६४।३९) 


“केशव ! मैं आज्ञानरूपी रतौंधीसे अंधा हो गया 
हूँ। आप इस ब्रतसे प्रसन्न हों और प्रसन्न होकर मुझे 
ज्ञानदृष्टि प्रदान करें ।' 

इस प्रकार देवताओके स्वामी देवाधिदेव भगवान्‌ 
गदाधरसे निवेदन करके भक्तिपूर्वक ्राह्मणोको भोजन 
कराये तथा उन्हें दक्षिणा दे। उसके बाद भगवान्‌ 
नारायणके शरणागत होकर बलिवैश्वदेवकी विधिसे 
पञ्चमहायज्ञोंका अनुष्ठान करके स्वयं मौन हो अपने बन्धु- 
बान्धवोंके साथ भोजन करे । इस प्रकार जो शुद्ध भावसे 
पुण्यमय एकादशीका व्रत करता है, वह पुनरावृत्तिसे रहित 
बैकुण्ठधामको प्राप्त होता है । 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हॅ--राजन्‌ ! ऐसा 
कहकर लक्ष्मीदेवी उस ब्राह्मणको वरदान दे अन्तर्धान हो 
गर्यी । फिर वह ब्राह्मण भी धनी होकर पिताके घरपर आ 
गया । इस प्रकार जो 'कमला' का उत्तम व्रत करता है 
तथा एकादशीके दिन इसका माहात्म्य सुनता है, वह सब 
पापोंसे मुक्त हो जाता है । 

युधिष्ठिर खोले--जनार्दन ! पापका नाश और 
पुण्यका दान करनेवाली एकादशीके माहात्म्यका पुनः 
बर्णन कीजिये, जिसे इस लोकमें करके मनुष्य परम 
पदको प्राप्त होता है। 

भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--राजन्‌! शुक या 
कुष्णपक्षमें जभी एकादशी प्राप्त हो, उसका परित्याग न 
करे, क्यॉक्ति वह मोक्षरूप सुखको बढानेवाली है। 


कलियुगमें तो एकादशी ही भव-बन्धनसे मुक्त 
करनेवाली, सम्पूर्ण मनोवाज्छित कामनाओंको देनेनाली 
तथा पापोंका नाश करनेवाली है । एकादशी रविवारको, 
किसी मङ्गलमय पर्वके समय अथवा संक्रान्तिके ही दिन 
क्यों न हो, सदा ही उसका व्रत करना चाहिये । भगवान्‌ 
विष्णुके प्रिय भक्तोंको एकादशीका त्याग कभी नहीं करना 
चाहिये । जो शास्त्रोक्त विधिसे इस लोकमें एकादशीका 
ब्रत करते हैं, वे जीवन्मुक्त देखे जाते हैं, इसमें तनिक भी 
सन्देह नहीं है । 

युधिष्टठिरने पूछा श्रीकृष्ण ! वे जीवन्मुक्त कैसे 
हैं ? तथा विष्णुरूप कैसे होते हैं ? मुझे इस विषयको 
जाननेके लिये बड़ी उत्सुकता हो रही है। 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण खोले--राजन्‌! जो 
कलियुगमें भक्तिपूर्वक शास्त्रीय विधिके अनुसार 
निर्जल रहकर एकादशीका उत्तम ब्रत करते हैं, के 
विष्णुरूप तथा जीवन्मुक्त क्‍यों नहीं हो सकते हैं? 
एकादशीत्रतके समान सब पापोंको हरनेवाला तथा 
मनुष्योकी समस्त कामनाऑको पूर्ण करनेवाला पवित्र 
व्रत दूसरा कोई नहीं है। दशमीको एक नार भोजन, 
एकादशीको निर्जल त्रत तथा द्वादशीको पारण करके 
मनुष्य श्रीविष्णुर्क समान हो जाते हैं। पुरुषोत्तम मासके 
द्वितीय पक्षकी एकादशीका नाम “कामदा' है। जो 
श्रद्धापूर्वक 'कामदा'के शुभ ब्रतका अनुष्ठान करता है, 
वह इस लोक और परलोकमें भी मनोवाञ्छित वस्तुको 
पाता है। यह 'कामदा' पवित्र, पान, महापातकनाशिनी 
तथा व्रत करनेवालोंको भोग एबं मोक्ष प्रदान करनेवाली 
है। नृपश्रेष्ठ ! *कामदा' एकादशीको विधिपूर्वक पुष्प, 
धूप, नैवेद्य तथा फल आदिके द्वारा भगवान्‌ 
पुरुषोत्तमकी पूजा करनी चाहिये ! ब्रत करनेवाला वैष्णव 
पुरुष दशमी तिथिको काँसके बर्तन, उड़द, मसूर, चना, 
कोदो, साग, मधु, पराया आन्न, दो बार भोजन तथा 
मैधुन-इन दसोंका परित्याग करे। इसी प्रकार 
एकादशीको जूआ, निद्रा, पान, दाँतुन, परायी निन्दा, 
चुगली, चोरी, हिंसा, मैथुन, क्रोध और असत्य- 
भाषण- इन भ्यारह दोषोंको त्याग दे तथा द्रादशीके 


[६ संक्षिप्त पद्चपुराण 


६८० 


५७७५४५७९१३ ४३१३७३७ ३७१ ७७५७००७७७६ ७४४७३७४७१७ ७ ७७७७७७७६५७ ७७७७७७७०७७ ७०५७७०७७७७ 


दिन काँसका नर्तन, उड़द, मसूर, तेल, असत्य-भाषण, 'कामदा' एकादशीका ब्रत किया और राजिमें जागरण 
व्यायाम, परदेशगमन, दो बार भोजन, मैथुन, बैलकी करके श्रीपुरुषोत्तमकी पूजा की है, वे सब पापोंसे मुक्त 
पीठपर सवारी, पराया अन्न तथा साग--इन बारह हो परम गतिको प्राप्त होते हैं। इसके पढ़ने और सुननेसे 
वस्तुओँका त्याग करे। राजन्‌! जिन्होंने इस विधिसे सहस्र गोदानका फल मिलता है। 

2? नस 


चातुर्मास्य ग्रतकी विधि और उद्यापन 


नारदजीने पूछा--महेश्वर ! पृथ्वीपर चातुर्मास्य 
ब्रतके जो असिद्ध नियम हैं, उन्हें मैं सुनना चाहता हूँ; 
आप उनका वर्णन कीजिये। 
महादेवजी बोले--देवर्षे ! सुनो, मैं तुम्हारे 
प्रश्नका उत्तर देता हूँ। आषाढ्के झुकृपक्षमें एकादशीको 
उपवास करके भक्तिपूर्वक चातुर्मास्य ब्रतके नियम अहण 
करे । श्रीहरिके योगनिद्रामें प्रवृत्त हो जानेपर मनुष्य चार 
मास अर्थात्‌ कार्तिककी पूर्णिमातक भूमिपर शयन करे। 
इस बीचमें न तो घर या मन्दिर आदिकी प्रतिष्ठा होती है 
और न यज्ञादि कार्य ही सम्पन्न होते हैं, विवाह, 
यज्ञोपनीत, अन्यान्य माङ्गलिक कर्म, राजाओंकी यात्रा 
तथा नाना प्रकारकी दूसरी-दूसरी क्रिया भी नहीं होतीं । 
मनुष्य एक हजार अश्वमेध यज्ञ करनेसे जिस फलको 
पाता है, वही चातुर्मास्य ग्रतके अनुष्ठानसे प्राप्त कर लेता 
है । जब सूर्य मिथुन राशिपर हों, तब भगवान्‌ मधुसूदनको 
शयन कराये और तुला राशिके सूर्य होनेपर पुनः श्रीहरिको 
शयनसे उठाये ! यदि मलमास आ जाय तो निम्नलिखित 
विधिका अनुष्ठान करे । भगवान्‌ विष्णुकी प्रतिमा स्थापित 
करे, जो सङ्घ, चक्र और गदा धारण करनेवाली हो, जिसे 
पीताम्बर पहनाया गया हो तथा जो सौम्य आकारवाली 
हो। नारद ! उसे शुद्ध एवं सुन्दर पलंगपर, जिसके ऊपर 
सफेद चादर बिछी हो और तकिया रखी हो, स्थापित करे । 
फिर दही, दूध, मधु, लावा और घीसे नहत्त्रकर उत्तम 
चन्दनका लेप करे। तत्पञ्चात्‌ धूप दिखाकर मनोहर 
पुष्पोंसे शृङ्गार करे। इस प्रकार उसकी पूजा करके 
निम्नाद्धित मन्त्रसे आर्थना करे-- 
सुप्ते त्वयि जगन्नाथ जगत्सुप्त॑ भवेदिदम्‌। 


चिखुद्धे त्वयि बुध्येत जगस्सर्य चराचरम्‌ ॥ 
(६६। १५) 


“जगन्नाथ ! आपके सो जानेपर यह सारा जगत्‌ सो 
जाता है तथा आपके जाग्रत्‌ होनेपर सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ 
जाग उठता है ।' 

नारद ! इस प्रकार भगवान्‌ विष्णुकी प्रतिमाको 
स्थापित करके उसीके आगे स्वयं वाणीसे कहकर 
चातुर्मास्य ब्रतके नियम ग्रहण करे । स्त्री हो या पुरुष, जो 
भगवानका भक्त हो, उसे हरिबोधिनी एकादशीतक चार 
महीनोंके लिये नियम अवश्य ग्रहण करने चाहिये। 
जितात्मा पुरुष निर्मल प्रभातकालमें दन्तधावनपूर्वक 
उपवास करके नित्यकर्मका अनुष्ठान करनेके पश्चात्‌ 
भगवान्‌ विष्णुके समक्ष जिन नियमोंको ग्रहण करता है, 
उनका तथा उनके पालन करनेवालॉका फल पृथक्‌ 
पृथक्‌ बतलाता हूँ । 

विद्वन्‌ ! चातुर्मास्यमें गुडका त्याग करनेसे मनुष्यको 
'मधुरताकी प्राप्ति होती है । इसी प्रकार तेलको त्याग देनेसे 
दीर्घायु संतान और सुगन्धित तेलके त्यागसे अनुपम 
सौभाग्यकी आति होती है । योगाभ्यासी मनुष्य ब्रह्मपदको 
प्राप्त होता है। ताम्बूलका त्याग करनेसे मनुष्य भोग- 
सामग्रीसे सम्पन्न होता और उसका कण्ठ सुरीला होता 
है। घीके त्यागसे लावण्यकी प्राप्ति होती और शरीर 
चिकना होता है। विप्रवर ! फलका त्याग करनेवालेको 
नहुत-से पुत्रोंकी प्राप्ति होती है। जो चौमासेभर पलाशके 
पत्तेमें भोजन करता है, वह रूपवान्‌ और भोगसामग्रीसे 
सम्पन्न होता है । दही-दूध छोड़नेवाले मनुष्यको गोलोक 
मिलता है। जो मौनत्रत धारण करता है, उसकी आज्ञा 
भंग नहीं होती! जो स्थालीपाक (बटलोईमें भोजन 
बनाकर खाने) का त्याग करता है, वह इन्द्रका सिंहासन 
आप्त करता है। नारद ! इस प्रकारके त्यागसे धर्मकी 
सिद्धि होती है । इसके साथ “नमो नारायणाय' का जप 


उत्तरखण्ड ] 


« चातुर्मास्य ब्तकी बिधि और उद्यापन + 


करनेसे सौगुने फलकी प्राप्ति होती है । चौमासेका त्रत 
करनेवाला पुरुष पोखरेमें स्नान करनेमात्रसे गङ्गा-स्रानका 
फल पाता है। जो सदा पृथ्वीपर भोजन करता है, वह 
पृथ्वीका स्वामी होता है। श्रीविष्णुकी चरण-वन्दना 
करनेसे गोदानका फल मिलता है । उनके चरण- 
कमलोंका स्पर्श करनेसे मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है । 
प्रतिदिन एक समय भोजन करनेवाला पुरुष अग्निष्टोम 
यज्ञका फलभागी होता है । जो श्रीविष्णुकी एक सौ आठ 
बार परिक्रमा करता है, बह दिव्य विमानपर बैठकर यात्रा 
करता है। विद्वन्‌! पञ्चगव्य खानेबाले मनुष्यको 
चान्द्रायणका फल मिलता है। जो प्रतिदिन भगवान्‌ 
विष्णुके आगे शास्त्रविनोदके द्वारा लोगोंको ज्ञान देता है, 
वह व्यासस्वरूप विद्वान्‌ श्रीविष्णुधामको प्राप्त होता है। 
तुलसीदलसे भगवान्‌की पूजा करके मानव वैकुण्ठ- 
धाममें जाता है । गर्म जलका त्याग कर देनेसे पुष्कर 
तीर्थमे स्नान करनेका फल होता है । जो पत्तोमे भोजन 
करता है, उसे कुरुक्षेत्रका फल मिलता है । जो प्रतिदिन 
पत्थरकी शिलापर भोजन करता है, उसे प्रयाग-तीर्थका 
पुण्य ग्राप्त होता है। 
चौमासेमें काँसीके बरतनोंका त्याग करके अन्यान्य 
धातुओंके पात्रोंका उपयोग करे। अन्य किसी प्रकारका 
पात्र न मिलनेपर मिट्टीका ही पात्र उत्तम है। अथवा स्वयं 
ही पलाशके पत्ते लाकर उनकी पत्तल बनावे और उनसे 
भोजन-पात्रका काम ले। जो पूंरे एक वर्षतक प्रतिदिन 
अग्निहोत्र करता है और जो वनमें रहकर केवल पत्तोंमें 
भोजन करता है, उन दोनोंको समान फल मिलता है। 
पलाशके पत्तोमे किया हुआ भोजन चान्द्रायणके समान 
माना गया है । पलाशके पत्तॉमें एक-एक बारका भोजन 
त्रिरात्र-ब्रतके समान पुण्यदायक और बड़े-बड़े पातकोंका 
नाश करनेखाला बताया गया है। एकादशीके ब्रतका जो 
पुण्य है, वही पलाशके पत्तेमें भोजन करनेका भी 
नतल्या गया है । उससे मनुष्य सब प्रकारके दानों तथा 
समस्त तीथाँका फल पा लेता है। कमलके पत्तोमें भोजन 
करनेसे कभी नरक नहीं देखना पड़ता। ब्राह्मण उसमें 
भोजन करनेसे बैकुण्ठमें जाता है । न्रह्माजीका महान्‌ 


वृक्ष--पलाश पापोंका नाशक और सम्पूर्ण कामनाऑका 
दाता है । नारद ! इसका बिचला पत्ता शूद्र जातिके लिये 
निषिद्ध है। यदि शूद्र पलाशके बिचले पत्रमें भोजन 
करता है तो उसे चौदह इन्द्रोंकी आयुपर्यन्त नरकमें रहना 
पड़ता है; अतः वह बिचले पत्रको त्याग दे और दोष 
पत्रोमे भोजन किया करे । ब्रह्मन्‌ ! जो शूद्र बिचले पत्रमें 
भोजन करता है, वह ब्राह्मणको कपिला गौ दान करनेसे 
ही शुद्ध होता है, अन्यथा नहीं। 

यदि शूद्र अपने घरमें कपिला गौका दोहन करे तो 
खह दस हजार वर्षोतक विष्ठाका कीड़ा होता है । कीड़ेकी 
योनिसे छूटनेपर पशुयोनिमें जन्म लेता है। जो शूद्र 
कपिल जातिके बैलको गाड़ीमें जोतकर हाँकता है, बह 
उस बैलके शरीरमें जितने रोएँ, होते हैं, उतने वर्षोतक 
कुम्भीपाकमें पकाया जाता है; यदि शूद्र पानी लानेके 
लिये किसी ब्राह्मणको घरमें भेजे तो वह जल मदिराके 
तुल्य होता हैं और उसे पीनेवाला नरकमें जाता है। जो 
शूद्र बुलानेपर ब्राह्मणोंके घर भोजन करता है, उसके 
लिये वह अन्न अमृतके समान होता है और उसे खाकर 
वह मोक्ष प्राप्त करता है। जो शूद्र लोभवश दूसरेका, 
विशेषतः ब्राह्मणोंका सोना या चाँदी ले लेता है, बह 
नरकमें जाता है । शूद्रको चाहिये कि वह सदा ब्राह्मणोंको 
दान दे और उनमें विशेषरूपसे भक्तिभाज करे | विशेषतः 
चौमासेमें जैसे भगवान्‌ विष्णु आराधनीय हैं, वैसे ही 
ब्राह्मण भी। नारद ! ब्राह्मणोंकी विधिपूर्वक पूजा करनी 
चाहिये । भाद्रपद मास आनेपर उनकी महापूजा होती है। 
चौमासेमें भूमिपर शयन करनेवाला मनुष्य विमान प्राप्त 
करता है। दस हजार वर्षांतक उसे रोग नहीं सताते । बह 
मनुष्य बहुत-से पुत्र और धनसे युक्त होता है । उसे कभी 
कोढ्की बीमारी नहीं होती । बिना माँगै स्वतः प्राप्त हुए 
अन्नका भोजन करनेसे बावली और कुआँ बनवानेका 
'फल होता है। जो प्राणियोंकी हिसासे मुँह मोड़कर 
द्रोहका त्याग कर देता है, वह भी पूर्वोक्त पुण्यका भागी 
होता है। वेदोंमें बताया गया है कि 'अहिसा श्रेष्ठ धर्म 
है।' दान, दया और दम--ये भी उत्तम धर्म हैं, यह 
बात मैंने सर्वत्र ही सुनी है; अतः बड़े लोगोंको भी 


६८२ = अ्यौवरव इषीका वशीलकतत्रिर परं पदम्‌ + [ संक्षिप्त पद्मपुराण 


sassmsesseerssenrapesneenseneersneeeseesarenessnssesseseeeesnseneeessseeesensseshednpns4ee७०५५०५४४१५४४॥ 


चाहिये कि ये पूरा प्रयत्न कस्के उक्त घर्यांका पालन करें । 
यह चातुर्मास्य जस गनृष्केंद्रार खदा पारस कश्नेयोम्य 
है । नमन्‌! और अधिक कहनेकी मथा उतरवला ? 
इस पृथ्वीपर जो लोग भगवान्‌ सिष्णुके भक्त हैं, वे घन्य 
हैं ! उनका कुल अत्यन्त घष्य हैं ! तथा उनकी जोति भी 
परम धन्य माजी गयी है! 
जो भगवान्‌ जजार्दनके सयम कस्मेपर मधु भक्षण 
करता है, उसे हान्‌ प्प ल्मा है; अब उसके 
त्यागनेका जो पुण्य है, षका भी श्रवण करो, नाना 
अकारके जितने भी यज्ञ हैं, उम सबके अनुष्ठाणका फल 
उसे आप्त होता है। औथासेें अनार, नीबू और 
नारियलका भी स्वाग करे। ऐसा करनेवाला पुरुष 
विमानपर विचरमेकत्त्र देखता होकर अन्तमें भगवान्‌ 
विष्णुके वैकुण्ठघानको आस सोल्म है । जो मनुष्य घान, 
जौ और गेईका त्याग करता है, कह विधिपूर्वक 
दक्षिणासहित अश्वयेधादि केके अनुष्ठानका फल पाता 
है। सांथ ही वह घन-घान्यसे सभ्कन्न- और अनेक पुत्रॉसे 
युक्त होता है। तुलसीदल, तिर और कुशॉसे तर्पण 
करनेका फल कोटिगुक बलया गया है | निशेषतः 
चातुर्मास्यमें उसबभ फल बहुत अधिक होत्रा है। जो 
भगवान्‌ बिष्णुके सामने बेदके एक या आधे पदका 
अथवा एक या आध ऋ त्वाका भी गान करते हैं, वे 
निश्चय ही भगवानके भक्त हैं; इसमें तनिक भी सन्देह 
नहीं है । नारद ! जो चौभासेमें दही, दूध, पत्र, गुड़ और 
साग छोड़ देता है, वह निश्चय ही मोक्षका भागी होता है। 
मुने ! जो मनुष्य प्रतिदिन आँवला मिले हुए जलसे ही 
स्नान करते हैं, उन्हें नित्य महान्‌ पुण्य प्राप्त होता है। 
मनीषी पुरुष आँबलेके फलको पापहारी बललाते हैं! 
ब्रह्माजीने तीनों लोकोंको तारनेके लिये पूर्वकालमें 
आँवलेकी सृष्टि की थी। जो मनुष्य चौमासेभर अपने 
हाथसे भोजन बमाकर स्काता है, वरह दस हजार वर्षौतक 
इन्द्रलोकमें अतिक्वित होता है! जो मौन लोकर भोजन 
करता है, वह कभी दुःखमें नहीं पड़ता। मौम होकर 
भोजन करनेवाले राक्षस भी स्वर्गलोकमें चले गये हैं। 
यदि पके हुए अन्नमें कीड़े-मकोड़े पड़ जायें तो वह 


अशुद्ध हो जाता है। यदि मानव उस अपवित्र अन्नको 
खा के तो वह दोषका भागी होता है। 

मौन होकर भोजन करनेवाला पुरुष निस्सन्देह 
स्वर्गलोकमें जाता है। जो नात करते हुए भोजन करता 
है, उसके वार्तालापसे अन्न अशुद्ध हो जाता है, वह 
केबल पापका भोजन करता है; अतः मौन-धारण 
अक्‍्दथ करना चाहिये। नारद ! मौनावलम्बनपूर्वक जो 
भोजम किया जाता है, उसे उपवासके समान जानना 
चाहिये । जो नरश्रेष्ठ प्रतिदिन प्राणवायुको पाँच आहुतियाँ 
देकर मौन भोजन करता है, उसके पाँच पातक निश्चय ही 
नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मन्‌ ! पितृकर्म (श्राद्ध) में सिला 
हुआ बल्ब नहीं पहनना चाहिये ! अपवित्र अङ्गपर पड़ा 
हुआ वस्त्र भी अशुद्ध हो जाता है। मरू-मूत्रका त्याग 
अधबा मैथुन करते समय कमर अधवा पीठपर जो वख 
रहता है, उस वर्चको अवश्य ही बदल दे । श्राद्धमें तो 
ऐसे वखको त्याग देना ही उचित है। मुने! विद्वान्‌ 
पुरुषोको सदा चक्रधारी भगवान्‌ विष्णुकी पूजा करनी 
चाहिये । विशेषतः पवित्र एवं जितेन्द्रिय पुरुषोंका यह 
आवश्यक कर्तव्य है। भगवान्‌ हृषीकेशके रायन 
करनेपर . तृणशाक (पत्तियोंका साग), कुसुम्भिका 
(ललकी) तथा सिले हुए कपड़े यलपूर्वक त्याग देने 
चाहिये। जो चौमासेमें भगवान्के शयन करनेपर इन 
वस्तुओंको त्याग देता है, बह कल्पपर्यन्त कभी नरकमें 
नहीं पड़ता । विप्रवर ! जिसने असत्य-भाषण, क्रोध, 
शहद तथा पर्वके अवसरपर मैथुनका त्याग कर दिया है, 
वह अश्वमेध यज्षका फल पाता है। विट्दन्‌! किसी 
पदार्थको उपभोगमें लानेके पहले उसमेंसे कुछ 
ब्राह्मणको दान करना चाहिये; जो ब्राह्मणको दिया जाता 
है, बह धन अक्षय होता है । ब्रह्मन्‌ ! मनुष्य दानमें दिये 
हुए घनका कोटि-कोटि गुना फल पाता है । जो पुरुष 
सदा ब्राह्मणकी बतायी हुई उत्तम विधि तथा शास्त्रोक्त 
नियर्मोका पालन करता है, वह परमपदको प्राप्त होता है, 
अतः पूर्ण प्रयत्न करके यथाशक्ति नियम और दानके 
द्वारा देवाधिदेव जनार्दनको संतुष्ट करना चाहिये । 

नारदजीने पूछा--विश्वेधर ! जिसके आचरणसे 


उत्तरखण्ड ] 


» चातुर्मास्य प्रतकी विधि और उलपन + 


2४५७५५५६४४ ५५०५७ ५०५०० ४»०»५००००५५५»७५७५»४०४»29:55%/5*#*»४*5४&#७» “४80 8 *»# ४४“ #:25*25:59:59595*99 29520. 


भगवान्‌ गोविन्द भनुष्योपर संतुष्ट होते हैं, वह ब्रह्मचर्य 
कैसा होता है? प्रभो ! यह बतलानेकी कृपा करें। 
महादेवजीने करहा--विद्दन्‌ ! जो केवळ अपनी 
ही स्रीसे अनुराग रखता है, उसे विद्वानोंने त्रह्मचारी माना 
है। केवल ऋतुकारूमें स्लीसमागम करनेसे न्रहाचर्यकी 
रक्षा होती है। जो अपनेमें भक्ति रखनेवाली निर्दोष 
पल्लीका परित्याग करता है, वह पापी मनुष्य लोकमें 
भ्रूणहत्याको प्राप्त होता है । 
चौमासेमें जो स्नान, दान, जप, होम, स्वाध्याय और 
देवपूजन किया जाता है, वह सब अक्षय होता है । जो 
एक अथवा दोनों समय पुराण सुनता है, वह सब पापोंसे 
मुक्त हो भगवान्‌ किष्णुके धामको जाता है। जो 
भगवानूके शयन करनेपर विशेषतः उनके नामका कीर्तन 
और जप करता है, उसे कोटिगुना फल मिलता है । जो 
ब्राह्मण भगवान्‌ विष्णुका भक्त है और प्रतिदिन उनका 
पूजन करता है, वही सबमें धर्मात्मा तथा वही सबसे 
पूज्य है, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है। मुने ! इस 
पुण्यमय पवित्र एवं पापनाशक चातुर्मास्य व्रतको सुननेसे 
मनुष्यको गङ्गा्नानका फल मिलता है। 
नारदजीने कहा--प्रभो ! चातुर्मास्य ब्रतका 
उद्यापन बतलाइये; क्योंकि उद्यापन करनेपर निश्चय ही 
सब कुछ परिपूर्ण होता है। 
महादेवजी बोले--महाभाग ! यदि व्रत 
करनेवाला पुरुष ब्रत करनेके पश्चात्‌ उसका उद्यापन नहीं 
करता, तो वह कर्मेकि यथाखत्‌ फलका भागी नहीं 
होता । मुनिश्रेष्ठ ! उस समय विशेषरूपसे सुवर्णके साथ 
अन्नका दान करना चाहिये; क्योंकि अन्नके दानसे वह 
विष्णुलोकमें प्रतिष्टित होता है। जो मनुष्य चौमासेभर 
पलाशकी पत्तलमें भोजन करता है, नह उद्यापनके समय 


घीके साथ भोजनका पदार्थ ऋह्णको दान करे । यदि 
उसने अयाचित व्रत (जिना माँगे स्वतः ग्राप्त अन्नका 
भोजन) किया हो तो सुवर्णबुक्त कृषभका दान करे। 

मुनिश्रेष्ठ ! उड़दका त्याग करनेकला पुरुष बछड्रेसहित 

गौका दान करे। आँबरूके फलसे स्थानका नियम पालन 

करनेपर मनुष्य एक माझा सुबर्ण दान करे। फलॉके 

त्यागका नियम करमेपर फल दान करे । धान्यके त्यागका 

नियम होमेषर कोई-सा घाम्य (अन्न) अथवा अगहनीके 

चाबलका दान करे । भूमिशबनका नियम पालन करनेपर 

रूईके गद्दे और तकियेसहिक्त शाच्यादान करे | द्विजवर ! 

जिसने चोमासेमें ब्रह्मचर्यका पालन किया है, उसको 

चाहिये कि भक्तिपूर्वक ब्राह्मण-दम्पतिको भोजन दे, साथ 
ही उपभोगके अन्यान्य सामान, दक्षिणा, साग और नमक 
दान करे। प्रतिदिन बिना तेल रूगाये स्त्रानका नियम 
पालन करनेबाला मंमुष्ब घी .और सत्तू दान करे। नख 
और केश रखनेका नियम पालन करनेपर दर्पण दान 
करे । यदि जूते छोड़ दिये हों तो उद्यापनके समय जूतोंका 
दान करना चाहिये । जो प्रतिदिन दीपदान करता रहा हो, 

वह उस दिन सोनेका दीप प्रस्तुत करे और उसमें घी 
डालकर विष्णुभक्त ब्राह्मणको दे दे। देते समय यही 
उद्देश्य होना चाहिये कि मेरा ब्रत पूर्ण हो जाय । पान न 
खानेका नियम लेनेपर सुवर्णसहित कपूरका दान करे । 

द्विजश्रेष्ठ ! इस प्रकार नियमके द्वार समय-समयपर जो 
कुछ परित्याग किया हो, वह परलोकमें सुख-प्रापतिकी 
इच्छासे विशेषरूपसे दान करे । पहले सान आदि करके 
भगवान्‌ विष्णुके समक्ष उद्यापन कराना चाहिये । शङ्क, 
चक्र और गदा धारण करनेवाले भगवान्‌ विष्णु 
आदि-अन्तसे रहित हैं, उनके आगे उद्यापन करनेसे व्रत 
परिपूर्ण होता है। 


व Te 


छ्ट्ड » अर्चयस्व ढवीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ + [ संक्षिप्त पद्मपुराण 


यमराजकी आराधना और गोपीचन्दनका माहात्म्य 


नारदजीने कहा--सुरश्रेष्ठ ! अब मेरे हितके खूब कसकर बाँधा और उसी अवस्थामें यमराजके पास 
लिये आप यमकी आरधना बताइये। देव! किस पहुँचा दिया। मैं एक ही क्षणमें यमराजकी सभामें 
उपायसे मदुष्यको एक नरकसे दूसरे नरकमें नहीं जाना पहुँचकर देखता हूँ कि पीले नेत्र और काले मुखवाले 
पड़ता ! सुना जाता है--यमलोकमें वैतरणी नदी है, जो यम सामने ही बैठे हैं। वे महाभयङ्कर जान पड़ते ये। 
दुर्दर्ष, अपार, दुस्तर तथा रक्तकी धारा बहानेवाली है। भयानक राक्षस और दानव उनके पास बैठे और सामने 
बह समस्त प्राणियोंके लिये दुस्तर है, उसे सुगमताके खड़े थे । अनेक धर्माधिकारी तथा चित्रगुप्त आदि लेखक 
साथ किस प्रकार पार किया जा सकता है? वहाँ मौजूद थे । मुझे देखकर विश्वके शासक यमने अपने 
महादेवजी बोले--ब्रह्मन्‌ ! पूर्वकालकी नात है, किङ्करॉसे कहा--'अरे ! तुमलोग नामके भ्रममें पड़कर 
द्वारकापुरीके समुद्रमें स्नान करके मैं ज्यों ही निकला, मुनिको कैसे ले आये? इन्हें छोड़ो और कौण्डिन्य 
सामनेसे मुझे ्रह्मचारी मुद्गल मुनि आते दिखायी दिये। नामक गआममें जो भीमकका पुत्र मुद्गल नामक क्षत्रिय 
उन्होंने प्रणाम किया और विस्मित होकर इस प्रकार है, उसको ले आओ; क्योंकि उसकी आयु समाप्त हो 
कहना आरम्भ किया। चुकी है।' 
<| FE re यह सुनकर बे दूत वहाँ गये और पुनः लौट आये। 
| फिर समस्त यमदूत धर्मराजसे बोले-- “सूर्यनन्दन ! वहाँ 
जानेपर भी हमलोगोंने ऐसे किसी प्राणीको नहीं देखा, 
जिसकी आयु क्षीण हो चुकी हो। न जाने, कैसे 
हमलोगोंका चित्त भ्रममें पड़ गया ?' 
मय यमराज बोले--जिन लोगोंने 'वैतरणी' नामक 
4 ड्रादशीका व्रत किया है, वे तुम यमदूतोंके लिये प्रायः 
अदृश्य हैं। उज्जैन, प्रयाग अथवा यमुनाके तटपर 
जिनकी मृत्यु हुई है तथा जिन्होंने तिल, हाथी, सुवर्ण 
(रक और गौ आदिका दान किया है, वे भी तुमलोगोंकी 
k i ० दृष्टिमें नहीं आ सकते । 
ह 4 दूतोंने पूछा--स्वामिन्‌ ! वह व्रत कैसा है ? आप 
रड उसका पूरा-पूरा वर्णन कीजिये। देव ! मनुष्योंको उस 
| थि समय ऐसा कौन-सा कर्म करना चाहिये जो आपको 
|| उ संतोष देनेवाला हो। जिन्होंने कृष्णपक्षकी एकादशीका 
BL ME 20 ब्रत किया है, वे कैसे पापमुक्त हो सकते हैं ? 
मुदगल बोले-देव ! मैं अकस्मात्‌ मूर्च्छित यमराज बोले--दूतो ! मार्गशीर्ष आदि मासोमें 
होकर पृथ्वीपर गिर पड़ा था। उस समय मेरे सारे अङ्ग जो ये कृष्णपक्षकी द्वादशियाँ आती हैं, उन सबमें 
जल रहे थे! इतनेहीमें यमराजके दूतॉने आकर मुझे विधिपूर्वक वैतरणी व्रत करना चाहिये । जनतक वर्ष पूरा 
बलपूर्वक झारीरसे खींचा । मैं अंगूठेके बराबर पुरुष- न हो जाय, तबतक प्रतिमास व्रतको चालू रखना 
झरीर धारण करके बाहर निकला; फिर उन दूतोंने मुझे चाहिये। ब्रतके दिन उपवासका नियम ग्रहण करना 


उत्तरखण्ड ] 


* यपराजकी आराधना और गोपीचन्दनका माहात्य « 


चाहिये, जो भगवान्‌ विष्णुको संतोष प्रदान करनेवाला 
है। द्वादशीको श्रद्धा और भक्तिके साथ श्रीगोविन्दकी 
पूजा करके इस प्रकार कहे-- देव ! स्वभमें इच्धियोंकी 
विकलताके कारण यदि भोजन और मैथुनकी क्रिया बन 
जाय तो आप मुझपर कृपा करके क्षमा कीजिये।' इस 
प्रकार नियम करके मिट्टी, गोमय और तिल लेकर 
मध्याहमें तीर्थ (जलाशय) के पास जाय और ब्रतकी 
पूर्तिके लिये निम्नाङ्कित मन्त्रसे विधिपूर्वक स्नान करे-- 
अश्वक्रान्ते रथक्रान्ते किण्णुक्रात्ते बसुन्थरे ॥ 
मृत्तिके हर मे पापं यम्मया पूर्वसञ्चित्तम्‌ । 
त्वया हतेन पापेन सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥ 
काइयां चैव तु संभूतास्तिला खै विष्णुरूपिणः । 
तिलस्त्रानेन गोबिन्द: सर्वपापं व्यपोहति ॥ 
विष्णुदेहोद्भवे देखि महापापापहारिणि । 
सर्वपापं हर त्वे खै सर्वौषधि नमोऽस्तु ते॥ 
(६८ | ३४-३७) 
“वसुन्धरे ! तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते 
हैं तथा वामन अवतारके समय भगवान्‌ विष्णुने भी तुम्हें 
अपने चरणोंसे नापा था। मृत्तिके ! मैने पूर्वजन्ममें जो 
पाप सञ्चित किया है, मेरा बह सारा पाप तुम हर लो। 
तुम्हारे द्वारा पापका नाश हो जानेपर मनुष्य सब पापॉसे 
मुक्त हो जाता है। तिळ काशीमें उत्पन्न हुए हैं तथा वे 
भगवान्‌ विष्णुके स्वरूप हैं। तिलमिश्रित जलके द्वार 
खान करनेपर भगवान्‌ गोविन्द सब पापोंका नाश कर 
देते हैं। देवी सर्वौषधि ! तुम भगवान्‌ विष्णुके देहसे 
प्रकट हुई तथा महान्‌ पापोंका अपहरण करनेवाली हो । 
तुम्हें नमस्कार है। तुम मेरे सारे पाप हर लो ।' 
इस प्रकार मृत्तिका आदिके द्वारा स्त्रान करके 
सिरपर तुलसीदल धारण कर तुलसीका नाम लेते हुए 
स्नान करे। यह स्नान ऋषियोंद्ारा बताया गया है । इसे 
विधिपूर्वक करना चाहिये । इस तरह स्नान करनेके पश्चात्‌ 
जलसे बाहर निकलकर दो शुद्ध वस्त्र धारण करे । फिर 
देवताओं और पितरोंका तर्षण करके श्रीविष्णुका पूजन 
करे | उसकी निधि इस प्रकार है । पहले एक कलशकी, 
जो फूटा-टूटा न हो, स्थापना करे। उसमें पञ्चपल्लव 


और पञ्चरत्न डाल दे! फिर दिव्य माला पहनाकर उस 
कलको गन्धसे सुवासित करे | कलमें जल भर दे 
और उसमें द्रव्य डालकर उसके ऊपर तांबेका पात्र रख 
दे। इसके बाद उस पात्रमें देवाधिदेव तपोनिधि भगवान्‌ 
श्रीधरकी स्थापना करके पूर्वोक्त विधिसे पूजा करे । फिर 
मिट्टी और गोबर आदिसे सुन्दर मण्डल बनावे । सफेद 
और घुले हुए चाबलॉको पानीमें पीसकर उसके द्वारा 
मण्डलका संस्कार करे । तत्पश्चात्‌ हाश्र-पैर आदि अज्जोंसे 
युक्त घर्मराजका स्वरूप बनावे और उसके आगे ताँबिकी 
चैतरणी नदी स्थापित करके उसकी पूजा करे। उसके 
बाद पृथक्‌ आवाहन आदि करके यमराजकी विधिवत्‌ 
पूजा करे। 

पहले भगवान्‌ विष्णुसे इस प्रकार प्रार्थना 
करे--महाभाग केशव ! मैं विश्वरूपी देवेश्वर यमका 
आवाहन करता हूँ। आप यहाँ पधारें और समीपमें 
निवास करें । लक्ष्मीकान्त ! हरे ! यह आसनसहित पाद्य 
आपकी सेवामें समर्पित है। प्रभो ! विश्वका प्राणि- 
समुदाय आपका स्वरूप है । आपको नमस्कार है । आप 
प्रतिदिन मुझपर कृपा कीजिये ।' इस प्रकार प्रार्थना करके 
"भूतिदाय नमः” इस मन्त्रके द्वारा भगवान्‌ विष्णुके 
चरणॉका, “अशोकाय नमः' से घुटनोंका, “शिवाय 
नमः'से जाँघॉका, 'बिश्चभूर्तये नमः'से कटिभागका, 
"कन्दर्धाय नमः'से लिङ्गका, 'आदित्याय नमः'से 
अप्डकोषका, 'दामोदराय नमः' से उदरका, “सुदेवाय 
नमः 'से स्तनोंका, "श्रीधराय नमः'से मुखका, 'केशबाय 
मपः'से केशोंका, 'झारङ्गधराय नमः'से पीठका, 
*वरदाय नमः'से पुनः चरणोंका, 'दाङ्गपाणये नमः”, 
चक्रपाणये नमः', 'असिपाणये नमः', 'गदापाणये 
नमः' और 'परशुपाणये नमः'--इन नाममन्जोंद्वार 
क्रमशः शङ्क, चक्र, खङ्ग, गदा तथा परशुका तथा 
“सर्वात्मने नमः” इस मन्त्रके द्वारा मस्तकका ध्यान करे। 
इसके बाद यों कहे--'मै समस्त पापोंकी राशिका नाश 
करनेके लिये मत्स्य, कच्छप, वराह, नृसिंह, वामन, 
परशुराम, श्रीराम, श्रीकृष्ण, बुद्ध तथा कल्किका पूजन 
करता हूँ; भगवन्‌! इन अवतारोंके रूपमे आपको 


६८६ 


= अर्थयस्व हथीकेश यदीच्छसि परं पदम्‌ » 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


"नमस्कार है । बारम्बार नमस्कार है ।' इन सभी मन्त्रेकि 
द्वारा श्रीविष्णुका ध्यान करके उनका पूजन करे ।* 
तत्पश्चात्‌ निम्नाद्धित नाममन्त्रोके द्वारा भगवान्‌ 
धर्मराजका पूजन करना चाहिये 
धर्मराज नमस्तेऽस्तु धर्मराज नमोऽस्तु ते। 
दक्षिणाशाय ते तुभ्यं नमो महिषयाहन॥ 
चित्रगुप्त नमस्तुभ्यं विचित्राय नमो नमः । 
नरकार्ति्रशान्त्यर्थं कामान्‌ यच्छ ममेप्सितान्‌ ॥ 
यमाय धर्भराजाथ मृत्यवे चात्तकाय छ। 
वैवस्वताय कालाय सर्वभूतक्षयाय च॥ 
वृकोदराय चित्राय चित्रगुाय खै नमः। 
नीलाय चैन दक्षाय नित्यं कुर्यात्रमो नमः ॥ 
(६८ । ५३-५६) 
“धर्मराज ! आपको बारम्बार नमस्कार है । दक्षिण 
दिझाके स्वामी ! आपको नमस्कार है । महिषपर चलने- 
वाले देवता ! आपको नमस्कार है । चित्रगुप्त ! आपको 
नमस्कार है । नरककी पीड़ा शान्त करनेके लिये विचित्र 
नामसे प्रसिद्ध आपको नमस्कार है । आप मेरी मनोवाज्छित 
कामनाएँ पूर्ण करें । यम, धर्मराज, मृत्यु, अन्तक, वैवस्वत, 
काल, सर्वभूत-क्षय, वृकोदर, चित्र, चित्रगुप्त नील और 
दघ्नको नित्य नमस्कार करना चाहिये ।' 
तदनन्तर वैतरणीकी प्रतिमाको अर्घ्य देते हुए इस 
अकार कहे---“वैतरणी ! तुम्हें पार करना अत्यन्त कठिन 
है। तुम पापोंका नाश करनेवाली और सम्पूर्ण अभीष्ट 
बस्तुओको देनेवाली हो। महाभागे ! यहाँ आओ और 
मेरे दिये हुए अर्घ्यको ग्रहण करो । यमद्वारे भयङ्कर 
मार्गमें वैतरणी नदी विख्यात है। उससे उद्धार पानेके 


लिये मैं यह अर्घ्य दे रहा हूँ। जो जन्म, मृत्यु और 
बृद्धावस्थासे परे है, पापी पुरुषॉके लिये जिसको पार 
करना अत्यन्त कठिन है, जो समस्त प्राणियॉके भयका 
निवारण करनेवाली है तथा यातनामें पड़े हुए आणी 
भयके मारे जिसमें डूब जाते हैं, उस भयङ्कर वैतरणी 
नदीको पार करनेके लिये मैंने यह पूजन किया है। 
चैतरणी देवी ! तुम्हारी जय हो । तुम्हें बारम्बार नमस्कार 
है। जिसमें देवता वास करते हैं, वही वैतरणी नदी है। 
मैंने भगवान्‌ केशवकी प्रसन्नताके लिये भक्तिपूर्वक उस 
नदीका पूजन किया है । पापोंका नाश करनेवाली सिन्धु- 
रूपिणी वैतरणी नदीकी पूजा सम्पन्न हुई । मैं उसे पार 
करने तथा सब पापॉसे छुटकारा पानेके लिये इस 
बैतरणी-प्रतिमाका दान करता हूँ ।' 
इसके बाद निम्नाद्धित मन्त्र पढ़कर भगवानूसे 
प्रार्थना करे 
कृष्ण कृष्ण जगन्नाथ संसारादुद्धरस्य माम्‌ ॥ 
नामग्रहणमात्रेण सर्वपाप॑ हरस्व मे। 
(६८ । ६४-६५) 
“कृष्ण ! कृष्ण ! जगदीश्वर ! आप संसारसे मेरा 
उद्धार कीजिये। अपने नामोंके कीर्तनमात्रसे मेरा साथ 
पाप हर लीजिये।' 
फिर क्रमशः यज्ञोपवीत आदि समर्पण करे! 
यशोपवीतका मन्त्र इस प्रकार है-- 
यशोपवीत परमं कारित नवतन्तुभिः ॥ 
अतिगृह्लीज्ष देवेश प्रीतो यच्छ ममेप्सितम्‌। 
(६८ । ६५-६६) 


देवेश्वर! मैंने नौ तन्तुओसे इस उत्तम 


+ आवाहयामि देवेशं यमं वै विश्वरूपिणम्‌ । इहाभ्येहि महाभाग सांनिध्ये कुरु केशव ॥ 
इदं पाद्यं श्रियः कान्त सोपविष्टं हरे प्रभो । विश्वौघाय नमो नित्यं कृपा कुक ममोपरि॥ 
भूतिदाय नमः पादौ अशोकाय च जानुनी | ऊरू नमः शिवायेति विश्वमूर्ते नमः कटिम्‌॥ 
कन्दर्पाय नमो मेढ्मादित्याय फले तथा। दामोदराय जठरं वासुदेवाय वै स्तनौ॥ 


स्वनाम्ना 


श्रीधराय मुखे केशान्‌ केशबायेति वै नमः । पृष्ठ शार्ङ्गधरायेति चरणो वरदाय च॥ 
शद्बचक्रासिगदापरशुपाणये ॥सर्वात्मने नमस्तुभ्यं शिर इत्यभिधीयते ॥ 


मत्स्य आराहं नारसिंहं च घामनम्‌ । रामं रामं च कृष्ण च बुद्धं कल्किं नमोऽस्तु ते॥ 
pr पूजयामि नमो नमः। एभिश्च सर्वशो मन्त्रैविष्णुं ध्यात्वा प्रपूजयेत्‌ ॥ (६८ । ४५--५२) 


उत्तरखण्ड ] 


* यमराजकी आराधना और गोपीचन्दनका माहात्म्य + 


६८७ 


यज्ञोपवीतका निर्माण कराया है, आप इसे ग्रहण करें 
और प्रसन्न होकर मेरा मनोरथ पूर्ण करें ।' 
ताम्बूल-मन्त्र 
इदे दत्तं च ताम्बूले यथाशक्ति सुशोभनम्‌ ॥ 
अतिगृह्ली्र देवेश मामुद्धर भवार्णवात्‌ । 
(६८ ६६-६७) 
*देवेश ! मैंने यथाशक्ति उत्तम शोभासम्पन्न ताम्बूल 
दान किया है, इसे स्वीकार करें और भवसागरसे मेरा 
उद्धार कर दें।' 
दीप-आरतीका मन्त्र 
पञ्वर्तिप्रदीपोऽयं देवेशारार्तिक तब ॥ 
मोहान्धकारद्युमणो भक्तियुक्तो भवार्तिहन्‌ । 
(६८ | ६७-६८) 
"देवेश ! आप मोहरूपी अन्धकार दूर करनेके लिये 
सूर्यरूप हैं। भव-बन्धनकी पीड़ा हरनेवाले परमात्मन्‌ ! मैं 
भक्तियुक्त होकर आपकी सेवामें यह पाँच बत्तियोंका 
दीपक प्रस्तुत करता हूँ। यह आपके लिये आरती है ।' 


नैवेध-सन्त्र 
परमान्ने सुपक्राज् समस्तरससंयुतय्‌॥ 
निवेदितं मया भक्तया भगवन्‌ प्रतिगृहाताम्‌ । 


(६८ | ६८-६९) 

“भगवन्‌ ! मैने सब रसोंसे युक्त सुन्दर पकवान, जो 

परम उत्तम अन्न है, भक्तिपूर्वक सेवामें निवेदन किया है; 
आप इसे स्वीकार करें ।' 


जप-समर्पण 
द्वादशा क्षरमन्त्रेण यथासंख्यजपेन च॥ 
प्रीयतां मे श्रियः कान्त: प्रीतो यच्छतु वाञ्छितम्‌ । 
(६८ | ६९-७०) 


“द्वादशाक्षर मन्त्रका यथाशक्ति जप करनेसे भगवान्‌ 
लक्ष्मीकान्त मुझपर प्रसन्न हों और प्रसन्न होकर मुझे 
मनोवाञ्छित सस्तु प्रदान करें ।' 

इस प्रकार श्रीहरिका पूजन करनेके बाद निग्राङ्कित 
मन्त्र पढ़कर गौको प्रणाम करे-- 

चञ्च गायः समुत्पन्ना मध्यमाने महोदधौ । 
तासां मध्ये तु या नन्दा तस्यै घेन्दै नमो नमः ॥ 
(६८ ॥ ७०-७१) 


“समुद्रका मन्थन होते समय पाँच गौएँ उत्पन्न हुई 
थीं । उनमेंसे जो नन्दा नामकी धेनु है, उसे मेरा बारम्बार 
नमस्कार है।' 

तत्पश्चात्‌ विधिपूर्वक गौकी पूजा करके निम्नाङ्कित 
मन्त्रोद्वारा एकाग्रचित्त हो अर्घ्य प्रदान करे-- 

सर्वकामदुहे देवि सर्वार्तिकनिवारिणि। 
आरोग्यं संततिं दीर्घा देहि नन्दिनि मे सदा ॥ 
पूजिता च वसिष्ठेन विश्वामित्रेण धीमता। 
कपिले हर मे पापं यन्मया पूर्वसञ्ितम्‌॥ 
गावो मे अप्रतः सन्तु गावो मे सन्तु पृष्ठतः । 
नाके मामुपतिष्ठन्तु हेमशूङ्ग्यः पथोमुखः ॥ 
सुरभ्यः सौरभेयाश्च सरितः सागरास्तथा । 
सर्वदेबमये देवि सुभद्रे भक्त्त्सले ॥ 

(६८।७२--७५) 

“समस्त कामनाऑको पूर्ण करनेवाली तथा सब 
प्रकारकी पीड़ा हरनेवाली देवी नन्दिनी ! मुझे सर्वदा 
आरोग्य तथा दीर्घायु संतान प्रदान करो । कपिले ! महर्षि 
वसिष्ठ तथा बुद्धिमान्‌ विश्वामित्रजीने भी तुम्हारी पूजा की 
है। मैने पूर्वजन्ममें जो पाप सञ्चित क्रिया है, उसे हर 
लो। गौ. मेरे आगे रहें, गौ. ही मेरे पीछे रहें तथा 
खर्गलोकमें भी सुवर्णमय सॉंगोंसे सुशोभित, सरिताओं 
और समुद्रॉकी भाँति दूधकी धारा बहानेवाली सुरभी और 
उनकी संतानें मेरै पास आवें । सर्वदेवमयी देवी नन्दिनी ! 
तुम परम कल्याणमयी और भक्तवत्सला हो। तुम्हें 
नमस्कार है।' 

इस प्रकार विधिवत्‌ पूजा करके गौओंको प्रतिदिन 
आस समर्पण करे। उसका मन्त्र इस प्रकार है 
सौरभेय्य: सर्वहिताः पवित्राः पापनाशिनीः । 
अतिगृहन्तु मे यासं गावसैलोक्यमातरः ॥ 
(६८ । ७६-७७) 

“सबके हितमें लगी रहनेवाली, पवित्र, पापनाशिनी 
तथा त्रिभुवनकी माता गौएँ मेरा दिया हुआ आस 
अहण करें।' 

महादेवजी कहते हैं--इस प्रकार धर्मराजके 
मुखसे सुने हुए चैतरणी-ब्रतका मेरे आगे वर्णन करके 


६०८ 


« अर्चयस्व हषीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


इच्छानुसार भ्रमण करनेवाले द्विजश्रेष्ठ मुद्गल मुनि 
चले गये। 

द्विजवर ! जहाँ गोपीचन्दन रहता है, वह घर तीर्थ- 
स्वरूप है--यह भगवान्‌ श्रीविष्णुका कथन है। जिस 
ब्राह्मणके धरमें गोपीचन्दन मौजूद रहता है, यहाँ कभी 
शोक, मोह तथा अमङ्गल नहीं होते । जिसके घरमें रात- 
दिन गोपीचन्दन प्रस्तुत रहता है, उसके पूर्वज सुखी होते 
हैं तथा सदा उसकी संतति बढ़ती है। गोपीतालानसे 
उत्पन्न होनेखाली मिट्टी परम पवित्र एवे शरीरका झोधन 
करनेवाली है । देहमें उसका लेप करनेसे सारे रोग नष्ट 
होते हैं तथा मानसिक चिन्ता. भी दूर हो जाती हैं । अतः 
पुरुषोंद्वारा शरीरमें धारण किया हुआ गोपीचन्दन सम्पूर्ण 
कामनाओंकी पूर्ति तथा मोक्ष प्रदान करनेवाला है ! इसका 


ध्यान और पूजन करना चाहिये । यह मल-दोषका विनाश 
करनेवाला है । इसके स्पर्शमात्रसे मनुष्य पवित्र हो जाता 
है! बह अन्तकालमें मनुष्योंके लिये मुक्तिदाता एवं परम 
पावन है । द्विजश्रेष्ठ ! मैं क्या बताऊँ, गोपीचन्दन मोक्ष 
अदान करनेवाला है । भगवान्‌ विष्णुका प्रिय तुलसीकाष्ठ, 
उसके मूलकी मिट्टी, गोपीचन्दन तथा हरिचन्दन--- इन 
चारोंको एकमें मिलाकर विद्वान्‌ पुरुष अपने शरीरमें 
लगाये । जो ऐसा करता है, उसके द्वारा जम्बूद्वीपके समस्त 
तीर्थोका सदाके लिये सेबन हो जाता है । जो गोपीचन्दनको 
घिसकर उसका तिलक लगाता है, बह सब पापोंसे मुक्त हो 
श्रीविष्णुके परम पदको प्राप्त होता हैं। जिस पुरुषने 
गोपीचन्दन धारण कर लिया, उसने मानो गयामें जाकर 
अपने पिताका श्राद्ध-तर्पण आदि सब कुछ कर लिया। 


यी 


बैष्णबोंके लक्षण और महिमा तथा श्रवणद्वादशी-ब्रतकी विधि और माहात्म्य-कथा 


महादेचजी कहते हैं--नारद ! सुनो, अब में 
बैष्णवोके लक्षण बताङँगा, जिन्हें सुनकर लोग ब्रह्महत्या 
आदि पातकोंसे मुक्त हो जाते हैं । भक्त भगवान्‌ विष्णुका 
होकर रहा है, इसलिये वह वैष्णव कहलाता है । समस्त 
वर्णोकी अपेक्षा वैष्णवको श्रेष्ठ कहा गया है। जिनका 
आहार अत्यन्त पवित्र है, उन्हीके वंशमें वैष्णव पुरुष 
जन्म धारण करता है। ब्रह्मन्‌! जिनके भीतर क्षमा, 
दया, तपस्या और सत्यकी स्थिति है, उन वैष्णवोके 
दर्शनमात्रके आगसे रूईकी भांति सारा पाप नष्ट हो जाता 
है। जो हिंसासे दूर रहता है, जिसकी मति सदा भगवान्‌ 
विष्णुमें लगी रहती है, जो अपने कण्ठमें तुलसीकाष्ठकी 
माला धारण करता है, प्रतिदिन अपने अज्जॉमें बारह 
तिलक लगाये रहता है तथा विद्वान्‌ होकर धर्म और 
अधर्मका ज्ञान रखता है, वह मनुष्य वैष्णव कहलाता 
है! जो सदा बेद-शास्त्रके अभ्यासमें लगे रहते, प्रतिदिन 
यज्ञोंका अनुष्ठान करते तथा बारम्बार वर्षके चौनीस 
उत्सव मनाते रहते है, उनका कुल परम धन्य है; उन्हींका 
यज्ञ विस्तारको प्राप्त होता है तथा वे ही लोग संसारमें 
धन्यतम एवं भगवद्धक्त हैं । ब्रह्मन्‌ ! जिसके कुलमें एक 


ही भगवद्भक्त पुरुष उत्पन्न हो जाता है, उसका कुल 
बारम्त्रार उस पुरुषके द्वारा उद्धारको प्राप्त होता रहता है। 
बैष्णवोके दर्झनमात्रसे ब्रह्महत्यारा भी शुद्ध हो जाता है। 
महामुने ! इस लोकमें जो वैष्णव पुरुष देखे जाते हैं, 
तत्त्ववेत्ता पुरुषोंको उन्हें विष्णुके समान ही जानना 
चाहिये । जिसने भगवान्‌ विष्णुकी पूजा की, उसके द्वारा 
सबका पूजन हो गया। जिसने वैष्णवोंकी पूजा की, 
उसने महादान कर लिया। जो चैष्णवोंको सदा फल, 
पत्र, साग, आन्न आथवा चख दिया करते हैं, वे इस 
भूमण्डलमें धन्य हैं । ब्रह्मन्‌! वैष्णवोके विषयमे अब 
और खया कहा जाय। बारम्बार अधिक कहनेकी 
आवश्यकता नहीं है; उनका दर्शन और स्पर्श--सब 
कुछ सुखद हैं। जैसे भगवान्‌ विष्णु हैं, वैसा ही उनका 
भक्त वैष्णव पुरुष भी है । इन दोनोंमें कभी अन्तर नहीं 
रहता । ऐसा जानकर विद्वान्‌ पुरुष सदा बैष्णवॉकी पूजा 
करे। जो इस पृथ्वीपर एक ही वैष्णव ज्राह्मणको भोजन 
करा देता है, उसने सहस्रं ब्राह्मणको भोजन करा 
दिया--इसमें तनिक भी संदेहं नहीं है। 

नारदजीने कहा--सुरश्रेष्ठ ! जो संदा उपवास 


उत्तरखण्ड ] 


» वैच्णबोंके लक्षण और महिमा तथा श्रयणड्वादकी-ञ्रतकी विधि और माव्हात्य-कथया « 


६८९ 


करनेमें असमर्थ हैं, उनके लिये कोई एक ही द्वादशीका 
ब्रत, जो पुण्यजनक हो, बतलाइये। 
महादेवजी बोले---भाद्रपद मासके शुकृपक्षमें जो 
श्रवण नक्षत्रसे युक्त द्वादशी होती है, वह सब कुछ 
देनेबाली पुण्यमयी तथा उपवास करनेपर महान्‌ फल 
देनेजाली है! जो नदियोके संगममें नहाकर उक्त 
द्वादशीको उपवास करता है, वह अनायास ही बारह 
द्वादशियोंका फल पा लेता है। बुधवार और श्रवण 
नक्षत्रसे युक्त जो द्वादशी होती है, उसका महत्त्व बहुत 
बड़ा है। उस दिन किया हुआ सब कुछ अक्षय हो जाता 
है। श्रनण-द्वादशीके दिन विद्वान्‌ पुरुष जलपूर्ण 
कलशकी स्थापना करके उसके ऊपर एक पात्र रखे और 
उसमें श्रीजनार्दनकी स्थापना करे । तत्पश्चात्‌ उनके आगे 
घीमें पका हुआ नैवेद्य निवेदन करे; साथ ही अपनी 
शक्तिके अनुसार जलसे भरे हुए अनेक नये घड़ॉंका दान 
करे । इस प्रकार श्रीगोविन्दकी पूजा करके उनके समीप 
रात्रिमें जागरण करे। फिर निर्मल प्रभातकाळ आनेपर 
स्नान करके फूल, धूप, नैवेद्य, फल और सुन्दर वस्र 
आदिके द्वारा भगवान्‌ गरुडध्वजकी पूजा करे ! तदनन्तर 
पुष्पाञ्जलि दे और इस मन्त्रको पढ़े 
नमो नमस्ते गोबिन्द खुधश्रबणसंयुत । 
आघौधसंक्षयं कृत्वा सर्वसौख्यप्रदो भव ॥ 
(७०॥ १०) 


पश्चिम भागमें मरु (मारवाड़) प्रदेश है, जो समस्त 
आणियोंके लिये भय उत्पन्न करनेवाला है । वहाँकी भूमि 
तपी हुई बालूसे भरी रहती है । वहाँ बड़े-बड़े साँप हैं, 
जो महादुष्ट होते हैं। वह भूमि थोड़ी छायावाले वृक्षॉसे 
व्याप्त है। शमी, खैर, पलाश, करील और पोलूं--ये ही 
बहाँके वृक्ष हैं । मजबूत काँटॉसे घिरे हुए वहकि दृक्ष बड़े 
भयङ्कर दिखायी देते हैं; तथापि कर्मबन्धनसे बँधे होनेके 
कारण वहाँ भी सब जीव जीवन धारण करते हैं। 
विद्दन्‌ ! उस देउमें न तो पर्याप्त जल है और न जल 
घारण करनेवाले बादल ही वहाँ दृष्टिगोचर होते हैं । ऐसे 
देशमें कोई बनिया भाग्यवश अपने साथियोसे निछुड़कर 
इधर-उधर भटक रहा था। उसके हृदयमें भ्रम छा गया 
था। बह भूख, प्यास और परिश्रमसे पीड़ित हो रहा था । 
कहाँ गाँव है ? कहाँ जले है ? मैं कहाँ जाऊँगा ? यह 
कुछ भी उसे जान नहीं पड़ता था । इसी समय उसने कुछ 
प्रेत देखे, जो भूख-प्याससे व्याकुल एवे भयङ्कर दिखायी 
देते थे। उनमें एक प्रेत ऐसा था, जो दूसरे प्रेतके कंधेपर 
चढ़कर चलता था तथा और बहुत-से प्रेत उसे चारों 
ओरसे घेरे हुए थे । प्रेतॉंकी भयानक आखाजके साथ वह 


पके. "काई 


“बुधवार और श्रवण नक्षत्रसे युक्त भगवान्‌ |. 7 


गोविन्द! आपको नमस्कार है, नमस्कार है।...मेरी 
पापराशिका नाश करके आप मुझे सब प्रकारके सुख 
प्रदान करें)? 

तत्पश्चात्‌ वेद-वेदाज्ञॉके पारगामी, विशेषतः 
पुराणेकि ज्ञाता विद्वान्‌ ज्ञाह्मणको विधिपूर्वक पवित्र 
अन्नका दान करे । इस प्रकार श्रेष्ठ पुरुष किसी नदीके 
किनारे एकचित्त होकर उक्त विधिसे सब कार्य पूर्ण करे। 
इस विषयमें जानकार लोग यह प्राचीन इतिहास कहा 
करते हैं--एक महान्‌ वनमें जो घटना घटित हुई थी, 
उसका वर्णन करता हूँ; सुनो । 

बिद्दन्‌ ! दाशेरक नामका जो देश है, उसके 


= अर्चयस्व हृषीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पश्चपुराण 


भयङ्कर प्रेत उधर ही आ रहा था। वह उस भयानक 
जंगलमें मनुष्यको आया देख प्रेतके केघेसे पृथ्वीपर उतर 
पड़ा और अनियेके पास आकर उसे प्रणाम करके इस 
अकार बोला--'इस घोर प्रदेशमे आपका कैसे प्रवेश 
हुआ ?' यह सुनकर उस बुद्धिमान्‌ बनियेने कहा-- 
“हेवयोगसे तथा पूर्वजन्मके किये हुए कर्मकी प्रेरणासे मैं 
अपने साथियॉसे बिछुड़ गया हूँ। इस प्रकार मेरा यहाँ 
प्रवेश सम्भव हुआ है । इस समय मुझे बड़े जोरकी भूख 
और प्यास सता रही है।' 
तब उस प्रेतने उस समय अपने अतिथिको उत्तम 
अन्न प्रदान किया । उसके खानेमात्रसे बनियेको बड़ी तृप्ति 
हुई। वह एक ही क्षणमें प्यास और संतापसे रहित हो 
गया । इसके बाद वहाँ बहुत-से प्रेत आ पहुँचे । प्रधान 
प्रेतने क्रमशः उन सबको अन्नका भाग दिया । दही, भात 
और जलसे उन्हें बड़ी प्रसन्नता और तृप्ति हुई । इस प्रकार 
अतिथि और प्रेतसमुदायको तृप्त करके उसने स्वयं भी 
बचे हुए अन्नका सुखपूर्वक भोजन किया । उसके भोजन 
कर लेनेपर वहाँ जो सुन्दर अन्न और जल प्रस्तुत हुआ 
था, बह सब अदृश्य हो गया। तन बनियेने उस 
प्रेतराजसे कहा--“भाई ! इस वनमें तो मुझे यह बड़े 
आश्चर्यकी बात प्रतीत हो रही है। तुम्हें यह उत्तम अन्न 
और जल कहाँसे प्राप्त हुआ ? तुमने थोडेसे ही अत्रसे 
इन बहुत-से जीवोंको तृप्त कर दिया । इस घोर जंगलमें 
तुमलोग कैसे निवास करते हो ?' 
श्रेत बोला--महाभाग ! मैंने अपना पूर्वजन्म 
केवल वाणिज्य-व्यवसायमें आसक्त होकर व्यतीत 
किया है। समूचे नगरमें मेरे समान दूसरा कोई दुरात्मा 
नहीं था। धनके लोभसे मैने कभी किसीको भीखतक 
नहीं दी । उन दिनों एक गुणवान्‌ ब्राह्मण मेरे मित्र थे। 
एक समय भादोके महीनेमें, जब श्रवण नक्षत्र और 
द्वादशीका योग आया था, वे मुझे साथ लेकर तापी 
नदीके तटपर गये, जहाँ उसका चन्द्रभागा नदीके साथ 
पवित्र संगम हुआ शा, चन्द्रभागा चन्द्रमाकी पुत्री है और 
तापी सूर्यकी । उन दोनोंके मिले हुए शीत और उष्ण 
जलमें मैंने ब्राह्मणके साथ प्रवेश किया। श्रवण- 


द्वादशीके योगमें बहुत-से मनुष्योंको संतुष्ट किया। 
चन्द्रभागाके उत्तम जलसे भरकर ब्राह्मणको जरूपात्र दान 
किया तथा दही और भातके साथ जलसे भरे हुए 
नहुत-से पुरवे भी ब्राह्मणोंको दिये । इसके सिवा भगवान्‌ 
शङ्करके समक्ष श्रेष्ठ ब्राह्मणको छाता, जूते, वस्त्र तथा 
श्रीहरिकी प्रतिमा भी दान की। उस नदीके तीरपर मैंने 
धनकी रक्षाके लिये ब्रत किया था । उपवासपूर्वक एक 
मनोहर जलपात्र भी दान किया था। यह सब करके मै 
घर लौट आया । तदनन्तर, कुछ कालके बाद मेरी मृत्यु 
हो गयी। नास्तिक होनेके कारण मुझे प्रेतकी योनिमें 
आना पड़ा। श्रवण-द्वादशीके योगमें मैने जलका बड़ा 
पात्र दान किया था, इसलिये प्रतिदिन मध्याहृके समय 
यह मुझे प्राप्त होता है । ये सब ब्राह्मणका धन चुरानेवाले 
पापी हैं, जो श्रेतभावको प्राप्त हुए हैं। इनमें कुछ 
परख्रीलम्पट और कुछ अपने स्वामीसे द्रोह करनेवाले रहे 
हैं। इस मरुभ्रदेशमें आकर ये मेरे मित्र हो गये हैं! 
सनातन परमात्मा भगवान्‌ विष्णु अक्षय (अविनाशी) 
हैं। उनके उद्देशयसे जो कुछ दिया जाता है, बह सब 
अक्षय कहा गया है । उस अक्षय अन्नसे ही ये प्रेत पुनः- 
पुनः तृप्त होते रहते हैं। आज तुम मेरे अतिथिके रूपमें 
उपस्थित हुए हो। मैं अन्नसे तुम्हारी पूजा करके प्रेत- 
भावसे मुक्त हो परमगतिको प्राप्त होऊँगा, परन्तु मेरे बिना 
ये प्रेत इस भयङ्कर वनमें कर्मानुसार प्राप्त हुई प्रेतयोनिकी 
दुस्सह पीड़ा भोगेंगे; अतः तुम मुझपर कृपा करनेके लिये 
इन सबके नाम और गोत्र लिखकर ले लो । महामते ! 
यहाँसे हिमालयपर जाकर तुम खजाना प्राप्त करोगे। 
तत्पश्चात्‌ गया जाकर इन सबका श्राद्ध कर देना। 
महादेवजी कहते हैं--नारंद ! अनियेको इस 
अकार आदेश देकर प्रेतने उसे सुखपूर्वक विदा किया । 
घर आनेपर उसने हिमाळयकी यात्रा की और वहाँसे 
प्रेतका बताया हुआ खजाना लेकर बह लौट आया । उस 
जानेका छठा अंश साथ लेकर वह 'गया' तीर्थमें 
गया। वहाँ पहुँचकर उस परम बुद्धिमान्‌ ननियेने 
शास्त्रोक्त विधिसे उन प्रेतोंका श्राद्ध किया । एक-एकके 
नाम और गोत्रका उच्चारण करके उनके लिये पिण्डदान 


उत्तरखण्ड ] 


# नाम-कोर्तनकी महिमा तथा श्रीविष्णुसहस्त्रनामस्तोत्रका वर्णन » 


६९१ 


22900299७७००७०००००५७०७०५०५००९७०७०-७९०७००००००९०००७७३-७:७००१०००००७७०००००१०००८:०७५७--७-९०-९०९०००-९०१-९-००११०७-००:९०.३७३०५०३-७. 


किया । वह जिस दिन जिसका श्राद्ध करता था, उस दिन 
बह आकर स्वप्रमें बनियेको प्रत्यक्ष दर्शन देता और 
कहता कि “महाभाग ! तुम्हारी कृपासे मैंने प्रेतसावको 
त्याग दिया और अब मैं परमगतिको प्राप्त हो रहा हूँ।' 
इस प्रकार यह महामना वैशय गया-तीर्थमें प्रेतोंका 
विधिपूर्वक श्राद्ध करके बारम्बार भगवान्‌ विष्णुका ध्यान 
करता हुआ अपने घर लौट आया । फिर भाद्रपद मासके 
शुक्कपक्षमे, जब श्रवण-द्वादशीका योग आया, तब वह 
सब आवश्यक सामग्री साथ लेकर नदीके संगमपर गया 
और वहाँ स्नान करके उसने द्वादशीका व्रत किया । स्त्रान, 
दान और भगवान्‌ विष्णुका पूजन करनेके अनन्तर 
ब्राह्मणको उपहार भेंट किया। एकचित्त होकर उस 
बुद्धिमान्‌ वैदयने शास्त्रोक्त विधिसे सब कार्य सम्पन्न 


किया। उसके बाद प्रतिवर्ष भादॉका महीना आनेपर 
श्रबण-द्वादशीके योगमें नदीके संगमपर जाकर वह 
भगवान्‌ विष्णुके उद्देश्यसे पूर्वोक्त प्रकारसे स्नान-दान 
आदि सब कार्य करने लगा। तदनन्तर दीर्घकालके 
पश्चात्‌ उसकी मृत्यु हो गयी । उसने सब मनुष्योंके लिये 
दुर्लभ परमधामको प्राप्त कर लिया। आज भी बह 
विष्णुदूतॉसे सेवित हो वैकुण्ठधाममें निहार कर रहा है। 
ब्रह्मन्‌ ! तुम भी इसी प्रकार श्रबण-द्वादशीका ब्रत करो । 
बह इस लोक और परलोकमें भी सम्पूर्ण सौभाग्य प्रदान 
करनेवाला, उत्तम बुद्धिका देनेवाला तथा सन पापॉको 
हरनेवाला उत्तम साधन है। जो श्रवण-द्वादशीके योगमें 
इस ब्रतका अनुष्ठान करता है, वह इसके भ्रभानसे 
बिष्णुलोकसे जाता है | 


= — 


नाम-कीर्तनकी महिमा तथा श्रीविष्णुसहसतरनामस्तोत्रका वर्णन 


ऋषियोने कहा- सूतजी ! 
अत्यन्त करुणायुक्त है; अतएव श्रीमहादेवजी और देवर्षि 
नारदका जो अद्भुत संवाद हुआ था, उसे आपने 
हमलोगोंसे कहा है। हमलोग श्रद्धापूर्वक सुन रहे हैं। 
आब आप कृपापूर्वक यह बताइये कि महात्मा नारदने 
ब्रह्माजीसे भगवन्रामोंकी महिमाका किस प्रकार श्रवण 
किया था। 
सूतजी बोले--द्विजश्रेष्ठ मुनियो ! इस विषयमे मैं 
पुराना इतिहास सुनाता हूँ। आप सब ल्प्रेस ध्यान देकर 
सुनें। इसके श्रवणसे भगवान्‌ श्रीकुष्णमें भक्ति बढ़ती 
है। एक समयकी बात है, चित्तको पूर्ण एकाग्र रखनेवाले 
नारदजी अपने पिता न्रह्माजीका दर्शन करनेके लिये मेरु 
पर्वतके शिखरपर गये । वहाँ आसनपर बैठे हुए जगत्पति 
ब्रह्माजीको प्रणाम करके मुनिश्रेष्ठ नारदजीने इस प्रकार 
कहा--'विश्वेश्वर ! भगवान्के नामकी जितनी शक्ति है, 
उसे बताइये । प्रभो! ये जो सम्पूर्ण विश्वके स्वामी 
साक्षात्‌ श्रीनारायण हरि हैं, इन अविनाशी परमात्माके 
नामकी कैसी महिमा है ?' 


ब्रह्माजी बोले- बेटा! इस ककलियुगमें 


करनी चाहिये, वह सुनो। जिनके लिये शाख्रॉमें कोई 
प्रायश्चित्त नहीं बताया गया है, उन सभी पापोंकी शुद्धिके 


६९२ 


० अर्चयस्व इचीकेशे यदीच्छसि परं पदम्‌ « 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


लिये एकमात्र विजयशील भगवान्‌ विष्णुका प्रयत्नपूर्वक 
स्मरण ही सर्वोत्तम साधन देखा गया है, वह समस्त 
पापोंका नाश करनेवाला है।* अतः श्रीहरिके नामका 
कीर्तन और जप करना चाहिये। जो ऐसा करता है, वह 
सब पार्पोसे मुक्त हो श्रीविष्णुके परमपदको प्राप्त होता है। 
जो मनुष्य 'हरि' इस दो अक्षरोंबाले नामका सदा उच्चारण 
करते हैं, वे उसके उच्चारणमात्रसे मुक्त हो जाते है-- 
इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तपस्याके रूपमें किये 
जानेवाले जो सम्पूर्ण प्रायश्चित्त है, उन सबकी अपेक्षा 
श्रीकृष्णका निरन्तर स्मरण श्रेष्ठ है। जो मनुष्य प्रातः, 
सायं, रात्रि तथा मध्याह्न आदिके समय 'नारायण' 
नामका स्मरण करता है, उसके समस्त पाप तत्काल नष्ट 
हो जाते हैं।† 
उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले नारद ! मेरा कथन 
सत्य है, सत्य है, सत्य है! भगवानके नामोका उच्चारण 
करनेमात्रसे मनुष्य बड़े-बड़े पापॉसे मुक्त हो जाता है। 
*णम-राम-राम-राम' इस प्रकार बारम्बार जप करनेवाला 
मनुष्य यदि चाण्डाल हो तो भी वह पवित्रात्मा हो जाता 
है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है । उसने नाम-कीर्तन- 
मात्रसे कुरुक्षेत्र, काशी, गया और द्वारका आदि सम्पूर्ण 
तीर्थोका सेवन कर लिया । जो “कृष्ण ! कुष्ण ! कुष्ण !' 


इस प्रकार जप और कीर्तन करता है, वह इस संसारका 


परित्याग करनेपर भगवान्‌ विष्णुके समीप आनन्द 
भोगता है! ब्रह्मन्‌! जो कलियुगमें प्रसन्नतापूर्वक 
“नृसिंह” नामका जप और कीर्तन करता है, वह 
भगवद्भक्त मनुष्य महान्‌ पापसे छुटकारा पा जाता है। 
सल्ययुगमें ध्यान, त्रेतामें यज्ञ तथा द्वापरमें पूजन करके 
मनुष्य जो कुछ पाता है, वही कलियुगमें केवल भगवान्‌ 
केशवका कीर्तन करनेसे पा लेता है। जो लोग इस 
बातको जानकर जगदात्मा केशवके भजनमें लीन होते 
हैं, वे सब पापॉसे मुक्त हो श्रीविष्णुके परमपदको प्राप्त 
कर लेते हैं। मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, 
परशुराम, श्रीराम, श्रीकृष्ण, बुद्ध तथा कल्कि--ये दस 
अवतार इस पृथ्वीपर बताये गये हैं । इनके नामोश्चारण- 
मात्रसे सदा ब्रह्महत्यारा भी शुद्ध होता है! जो मनुष्य 
प्रात:काल जिस किसी तरह भी श्रीविष्णुनामका कीर्तन, 
जप तथा ध्यान करता है, वह निस्सम्देह मुक्त होता है, 
निश्चय ही नरसे नारायण बन जाता है।ई: 

सूतजी कहते हैं--यह सुनकर नारदजीको बड़ा 
आश्चर्य हुआ | वे अपने पिता ब्रह्माजीसे नोले--'तात ! 
तीर्थसेवनके लिये पृथ्वीपर भ्रमण करनेकी क्या 
आवश्यकता है; जिनके नामका ऐसा माहात्म्य है कि 


* दृष्टं परेषां पापानामनुक्तानां विशोधनम्‌ । किष्णोर्जिष्णोः प्रयलेन स्मरणे पापनाशनम्‌ ॥ (७२ । १०) 


तये वदन्ति नरा नित्यं हरिरित्यक्षरद्वयम्‌। तस्योश्चारणमात्रेण विमुक्तास्ते न संशयः ॥ 
प्रायक्षित्तानि सर्वाणि तपःकर्मात्मकानि चै! यानि तेषामशेषाणां कृष्णानुस्मरणं परम्‌॥ 


आआतर्निषि तथा सायं मध्याहादिषु संस्मरन्‌। नारायणमवाप्नोति सद्यः 
ॐ सत्यं सत्यं पुनः सत्यं भाषितं मम सुव्रत । नामोच्चारणमात्रेण 


पापक्षयं नरः॥ (७२। १२-- १४) 
'महापापाामुच्यते ॥ 


राम रामेति रामेति रामेति च पुनर्जपन्‌। स चाण्डालोऽपि पूतात्मा जायते नात्र संशयः ॥ 
कुरुक्षेत्र तथा काशी गया वै द्वारका तथा! सर्व तीथै कुतं तेन नामोश्चारणमात्रतः ॥ 
कृष्ण कुष्णेति कृष्णेति इति या यो जपन्‌ पठन्‌। इहलोकं परित्यज्य मोदते विष्णुसंनिधौ ॥ 
जृसिंहेति मुदा विप्र वर्तते यो जपन्‌ पठन्‌। महापापात्‌ प्रमुच्येत कल्मरै भागवतो नरः ॥ 
घ्यायन्‌ कृते यजन्‌ यशैखेतायां द्वापरेऽर्चयन्‌ । यदा्रोति तदाप्रोति कलौ संकीर्त्य केशवम्‌ ॥ 
ये तज्ज्ञात्वा निमग्राश्च जगदात्मनि केरावे। सर्वपापपरिक्षीणा यान्ति विष्णोः परं पदम्‌ ॥ 
मसस्यः कूर्मो वराहश्च मृसिंहो वामनस्तथा । रामो रामश्च कृष्णश्च जुद्ध: कल्की ततः स्मृतः ॥ 
छते दशावताराश्च पृथिव्यां परिकोर्तिताः । एतेषां नाममात्रेण ब्रह्महा शुरूघते सदा ॥ 
आतः पठझ्पन्‌ ध्यायन्‌ विष्णोर्नाम यथा तथा । मुच्यते नात्र संदेहः स वै नारायणो भवेत्‌॥ (७२ ! २०-२९) 


उत्तरखण्ड ] 


७ नाप्र-कीर्तनकी महिया तथा श्रीविष्णुसहरत्रनामस्तोत्रका वर्णन + 


६९३ 


उसे सुननेमात्रसे मोक्षकी प्राप्ति हो जाती है, उन 
भगवानका ही स्मरण करना चाहिये। जिस मुखमें 'राम- 
राम'का जप होता रहता है, वही महान्‌ तीर्थ है, वही 
प्रधान क्षेत्र है तथा वही समस्त कामनाओको पूर्ण 
करनेवाला है। सुब्रत! भगवान्‌के कीर्तन करने- 
योग्य कौन-कौन-से नाम हैं? उन सबको विशेष 
रूपसे बताइये । 
ब्रह्माजीने कहा--बेटा ! ये भगवान्‌ विष्णु 
सर्वत्रव्यापक सनातन परमात्मा हैं। इनका न आदि है न 
अन्त । ये लक्ष्मीसे युक्त, सम्पूर्ण भूतोंके आत्मा तथा 
समस्त प्राणियोंको उत्पन्नं करनेवाले हैं। जिनसे मेरा 
प्रादुर्भाव हुआ है, वे भगवान्‌ विष्णु सदा मेरी रक्षा करें । 
बही कालके भी काल और वही मेरे पूर्वज हैं। उनका 
कभी विनाश नहीं होता। उनके नेत्र कमलके समान 
शोभा पाते हैं । वे परम बुद्धिमान्‌, अविकारी एवं पुरुष 
(अन्तर्यामी) हैं। सदा शेषनागकी शय्यापर शयन 
करनेवाले भगवान्‌ विष्णु सहस्रो मस्तकवाले हैं। वे 
महाप्रभु हैं। सम्पूर्ण भूत उन्हीके स्वरूप हैं। भगवान्‌ 
जनार्दन साक्षात्‌ विश्वरूप हैं। कैटभ नामक असुरका 
वध करनेके कारण खे कैटभारि कहलाते हैं। वे ही 
व्यापक होनेके कारण विष्णु, घारण-पोषण करनेके 
कारण धाता और जगदीश्वर हैं। नारद ! मैं उनका नाम 
और गोत्र नहीं जानता । तात ! मैं केवल वेदोंका वक्ता 
हूँ, वेदातीत परमात्माका ज्ञाता नहीं, अतः देवर्षे ! तुम 
वहाँ जाओ, जहाँ भगवान्‌ विश्वनाथ रहते हैं। मुनिश्रेष्ठ ! 
बे तुमसे सम्पूर्ण तत्वका वर्णन करेंगे। कैलासके स्वामी 
श्रीमहादेखजी ही अन्तर्यामी पुरुष हैं। घे देवताओकि 
स्वामी और सम्पूर्ण भक्तोंके आराध्यदेव हैं । पाँच मुखोंसे 
सुशोभित भगवान्‌ उमानाथ सब दुःखोंका विनाश 
करनेवाले हैं। सम्पूर्ण विधके ईश्वर श्रीविश्वनाथजी सदा 
भक्तोपर दया करनेवाले हैं। नारद ! वहीं जाओ, वे तुम्हें 
सब कुछ बता देंगे! 
सूतजी कहते हैं---पिताकी बात सुनकर देवर्षि 
नारद कैलास पर्वतपर, जहाँ कल्याणप्रद भगवान्‌ 
विश्वेधर नित्य निवास करते हैं, गये। देवताओंद्वारा 


पूजित देवाधिदेव जगद्गुरु भगवान्‌ शङ्कर कैलासके 
शिंखरपर विराजमान थे । उनके पाँच मुख, दस भुजाएँ, 
अत्येक मुखमें तीन नेत्र तथा हाथोमें त्रिशूल, कपाल, 
खदवाड़, तीक्ष्ण शूल, खङ्ग और पिनाक नामका धनुष 
शोभा पा रहे थे। बैलपर सवारी करनेवाले बरदाता 
भगवान्‌ भीम अपने अज्लेंमें भस्म स्माये सर्पोकी शोभासे 
युक्त चन्द्रमाका मुकुट पहने करोड़ों सूर्योकि समान 
देदीप्यमान हो रहे थे। नारदजीने देवेश्वर शिवको साष्टाङ्ग 
दण्डवत्‌ किया। उन्हें देखकर महादेवजीके नेत्रकमल 
खिल उठे। उस समय वैष्णवोंमें सर्वश्रेष्ठ शिवने 
नह्यचारियोंमें श्रेष्ठ नारदजीसे पूछा--'देवर्षिप्रबर ! 
बताओ, कहाँसे आ रहे हो ?' 

नारदजीने कहा--भगवन्‌ ! एक समय मैं 
ब्रह्माजीके पास गया था । वहाँ उनके मुखसे मैंने भगवान्‌ 
विष्णुके पापनाशक माहात्म्यका श्रवण किया । सुरश्रेष्ठ ! 
बह्याजीने मेरे सामने भगवानकी महिमाका भलीभाँति 
वर्णन किया। भगवानके नामकी जितनी शक्ति है, वह 
भी मैंने उनके मुखसे सुनी है। तत्पश्चात्‌ पहले विष्णुके 
नामोंके विषयमें प्रश्न किया [. तब उन्होंने कहा-- 
“नारद ! मैं इस बातेको नहीं जानता; इसका ज्ञान 
महारुद्रको है। ने ही सन कुछ बतायेंगे।' यह सुनकर 
मैं आपके पास आया हूँ | इस घोर कलिशयुगमें मनुष्योंकी 
आयु थोड़ी होगी। वे सदा अधर्ममें तत्पर रहेंगे। 
'मगवानके नामोमें उनकी निष्ठा नहीं होगी। कलियुगके 
ब्राह्मण पाखण्डी, घर्मसे विरक्त, संध्या न करनेवाले, 
व्रतहीन, दुष्ट और मलिन होंगे; जैसे ब्राह्मण होंगे, वैसे 
ही क्षत्रिय, वैश्य, शुद्र तथा अन्य जातिके लोग भी 
होंगे। प्रायः मनुष्य भगवानके भक्त नहीं होंगे। द्विजोंसे 
आहर गिने जानेखाले शूद्र कलियुगमें धर्म-अधर्म तथा 
हिताहितका ज्ञान भी नहीं रखते; ऐसा जानकर मैं आपके 
निकट आया हूँ। आप कृपा करके विष्णुके सहस्त 
नामोंका वर्णन कीजिये, जो पुरुषोके लिये सौभाग्यजनक, 
परम उत्तम तथा सर्वदा भक्तिभावको बढ़ानेवाले हैं; इसी 
प्रकार जो ब्राह्मणोंको ब्रह्मज्ञान, क्षत्रियोंको विजय, 
वैश्यांको धन तथा साद्रोंको सदा सुख देनेवाले हैं। 


६९४ 


= अर्चयस्व हचीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ » 


[ संक्षिप्त फ्दापुराण 


सुब्रत ) जो सहखनाम परम गोपनीय है, उसका वर्णन 
कीजिये । बह परम पवित्र एवं सदा सर्वतीर्थमय है; अतः 
मैं उसका श्रवण करना चाहता हूँ। प्रभो ! विश्वेश्वर ! 
कृपया उस सहस्त्रनामका उपदेश कीजिये । 
नारदजीके बचन सुनकर भगवान्‌ शङ्करके नेत्र 
आश्चर्यसे चकित हो उठे। भगवान्‌ विष्णुके नामका 
बारम्बार स्मरण करके उनके शरीरमें रोमाञ्च हो आया। 
ले बोले- “ब्रहान्‌ ! भगवान्‌ विष्णुके सहस्रनाम परम 
गोपनीय हैं। इन्हें सुनकर मनुष्य कभी दुर्गतिमें नहीं 
पड्ता।' यों कहकर भगवान्‌ शङ्करने नारदजीको 
विष्णुसहस्रनामका उपदेश दिया, जिसे पूर्वकालमें वे 
भगवती पार्वतीजीको सुना चुके थे । इस प्रकार नारदजीने 
कैलास पर्वतपर भगवान्‌ महेश्वरे श्रीविष्णुसहस्रनामका 
शान प्राप्त किया। फिर दैवयोगसे एक बार घे कैलाससे 
उतरकर नैमिषारण्य नामक तीर्थमें आये। वहाँके 
ऋषियोंने ऋषिश्रेष्ठ महात्मा नारदको आया देख विशोेष- 
रूपसे उनका स्वागत-सत्कार किया । उन्होंने विष्णुभक्त 
निप्रवर नारदजीके ऊपर फूल बरसाये, पाद्य और अर्घ्य 
निवेदन किया, उनकी आरती उतारी और फलू-मूल 
निवेदन करके पृथ्वीपर साष्टाङ्ग प्रणाम किया । तत्पश्चात्‌ 
चे नोले--'महामुने ! हमलोग इस बंशमें जन्म लेकर 
आज कृतार्थ हो गये; क्योकि आज हमें परम पवित्र और 
पापोंका नाश करनेबाल््र आपका दर्शन आप्त हुआ । 
देवर्षे ! आपके प्रसादसे हमने पुराणोंका श्रवण किया है । 
ब्रह्मन्‌ ! अब आप यह बताइये कि किस प्रकारसे समस्त 
पापोंका क्षय हो सकता है। दान, तपस्या, तीर्थ, यज्ञ, 
योग, ध्यान, इग्द्रिय-निमह और झास्त्र-समुदायके निना 
ही कैसे मुक्ति प्राप्त हो सकती है ?' 
मारदजी खोले--सुनिवरो ! एक समय भगवती 
पार्वतीने कैलासशिखरपर बैठे हुए अपने प्रियतम 
देवाधिदेव जगद्गुरु महादेवजीसे इस प्रकार प्रश्न किया । 
चार्यती बोलीं--भगवन्‌! आप सर्वज्ञ और 
सर्वपूजित श्रेष्ठ देवता हैं। जन्म और मृत्युसे रहित, 
स्वयम्भू एवं सर्वराक्तिमान्‌ हैं। स्वामिन्‌! आप सदा 
किसका ध्यान करते हैं ? किस मन्त्रका जप करते हैं ? 


देवेश्वर ! इसे जाननेकी मेरे मनमें बड़ी उत्कण्ठा है। 
सुब्रत ! यदि मैं आपकी प्रियतमा और कृपापात्र हूँ तो 
मुझसे यथार्थ बात कहिये। 


विशुद्ध चित्तवाले सब पुरुष सम्पूर्ण ईश्वरोंके भी ईश्वर 
एकमात्र भगवान्‌ विष्णुका तत्त्व जानकर उन्हीके नामोंका 
जप किया करते थे और उसीके प्रभावसे इस लोक तथा 
परलोकमें भी परम ऐश्वर्यको प्राप्त करते थे। प्रिये! 
तुलादान, अश्वमेघ आदि यज्ञ, काशी, प्रयाग आदि 
तीर्थो्में किये हुए स्नान आदि शुभकर्म, गयामें किये हुए 
पितरोकि श्राद्ध-तर्पण आदि, वेदोंके स्वाध्याय आदि, 
जप, उग्र तप, नियम, यम, जीवॉपर दया, गुरुशुश्रूषा, 
सत्यभाषण, वर्ण और आश्रमके धर्मका पालन, ज्ञान 
तथा ध्यान आदि साघनोंका कोटि जन्मॉतक भलीभाति 
अनुष्ठान करनेपर भी मनुष्य परम कल्याणमय सर्वेधरेशर 
भगवान्‌ विष्णुको नहीं पाते । परन्तु जो दूसरेका भरोसा 
न करके सर्वभावसे पुराण पुरुषोत्तम श्रीनारायणकी शरण 
अहण करते हैं, वे उन्हें प्राप्त कर लेते हैं। जो लोग 
एकमात्र श्रीभगवान्‌ विष्णुके नामोंका कीर्तन करते हैं, ये 


उत्तरखण्ड ] 


» नाम-कीर्तनकी महिमा तथा श्रीविष्णुसहर्ननापस्तोत्रका वर्णन » 


४९५ 


सुखपूर्वक जिस गतिको आप्त करते हैं, उसे समस्त 
धार्मिक भी नहीं पा सकते। अतः सदा भगवान्‌ विष्णुका 
स्मरण करना चाहिये, इन्हें कभी भी भूलना नहीं चाहिये । 
क्योंकि सभी विधि और निषेध इन्हॉके किङ्कर है-- 
इन्हींकी आज्ञाका पालन करते हैं।* प्रिये! अब मैं 
तुमसे भगवान्‌ विष्णुके मुख्य-मुख्य हजार नामोंका वर्णन 
करूँगा, जो तीनों लोकोंको मुक्ति प्रदान करनेवाले हैं। 
विनियोग 
अस्य श्रीविष्णोर्नामसहस्रस्तोत्रस्य श्रीमहादेव 
ऋषिः, अनुष्टुप्‌ छन्दः ,परमात्मा देवता, हौं बीजम्‌, औं 
क्तिः, कली कीलकम्‌, चतुर्वर्गधर्मार्थकाममोक्षार्थे जपे 
विनियोगः ॥ ११४ ॥ 
इस श्रीविष्णुसहरूनामस्तोत्रके महादेवजी ऋषि, 
अनुष्टुप्‌ छन्द, परमात्मा देवता, हीं बीज, श्रीं शक्ति और 
क्लीं कीलक हैं। चारों पुरुषार्थ- धर्म, अर्थ, काम तथा 
मोक्षकी प्राप्तिके निमित्त जप करनेके लिये इस स्तोत्रका 
विनियोग (प्रयोग) किया जाता है ॥ ११४ ॥ 
ॐ वासुदेवाय विद्महे, महाहंसाय धीमहि, तन्नो 
विष्णुः प्रचोदयात्‌ ॥ ११५ ॥ 
हम श्रीवासुदेवका तत्त्व समझमेके लिये ज्ञान प्राप्त 
करते हैं, महाहंसस्वरूप नारायणके लिये ध्यान करते हैं, 
श्रीविष्णु हमें प्रेरित करें--हमारी मन, बुद्धिको प्रेरणा 
देकर इस कार्यमें लगायें ॥ ११५॥ 
“अड्डन्यासकरन्यासविधिपूर्व- यदा पठेत्‌ । 
तत्फलं कोटिगुणितं भवत्येख न संशयः ॥ ११६॥ 
यदि पहले अङ्गन्यास और करन्यासकी विधि पूर्ण 
करके सहस्ननामस्तोत्रका पाठ किया जाय तो निस्सन्देह 
उसका फल कोटिगुना होता है ॥ ११६ ॥ 


* स्मर्तव्यः सततं विष्णुर्थिस्मर्तव्यों न जातुचित्‌ । सर्वे विधिनिषेधाः स्युरेतस्यैव हि किङ्करः ॥ 


अङ्गन्यास 

वासुदेवः परं ब्रह्मेति हृदयम्‌। घूलप्रकृतिरिति 
शिरः। महावराह इति झिखा। सूर्यवंशध्वज इति 
कवचम्‌ । ब्रह्मादिकाम्यलालित्यजगदाश्चर्यशैशाल इति 
भेत्रम्‌। पार्थार्थण्डिताशेष इत्यसत्रम्‌। नमो 
नारायणायेति न्यासं सर्वत्र कारयेत्‌ ॥ ११७ ॥ 

"वासुदेवः परं ब्रह्म' (श्रीवासुदेव परब्रह्म 
हैं) --यह कहकर दाहिने हाथकी अंगुलियोंसे हृदयका 
स्पर्श करे। 'यूलश्रकृति:' (मूल प्रकृति) का उच्चारण 
करके सिरका स्पर्श करे। 'महावराहः' (महान्‌ 
वराहरूपधारी भगवान्‌ विष्णु) यह कहकर शिखाका 
स्पर्श करे। 'सूर्यनेशध्वज:' (सूर्यवंशके ध्बजारूप 
भगवान्‌ श्रीराम) यों कहकर दोनों हाथॉसे दोनों 
भुजाओके मूलभागका स्पर्श करे। 'ब्रह्मादि- 
काम्यल्रालित्यजगदाश्चर्यरैशवः' (अवतार धारण 
करनेपर जिनका शिशुरूप अपने अनुपम सौन्दर्यसे 
संसारको आश्चर्यमें डाल देता है तथा ब्रह्मा आदि देवता 
भी उस रूपमें जिनकी झाँकी करनेकी अभिलाषा रखते 
हैं, वे भगवान्‌ विष्णु धन्य हैं) यह कहकर नेत्रोंका स्पर्श 
करे। 'पार्थार्थलण्डिताशेषः' (अर्जुनके लिये 
महाभारतके समस्त वीरोंका संहार करानेवाले श्रीकृष्ण) 
यों कहकर ताली बजाये। अन्तमें “नमो नारायणाय" 
(श्रीनारयणको नमस्कार है) --ऐसा बोलकर सर्वाङ्गका 
स्पर्श करे॥ ११७॥† 

ॐ नमो नारायणाय पुरुषाय महात्मने, 
विशुद्धसत्त्वाय महाहंसाय धीमहि, तत्रो देवः 
प्रचोदयात्‌ ॥ १५१८ ॥ 

उक्र्काररूप सर्वान्तर्यामी महात्मा नारायणको 


(७२ । १००) 


+ यहाँ अङ्गन्यासकी विधिका उल्लेख किया गया है; इन्हीं मन्तरॉसे करन्यास भी किया जा सकता है, उसकी लिखि इस अकार 


है। 'श्रोबासुदेवः परं ब्रह्म' यह कहकर दोनों हाथोंके अँगूठोंको परस्पर मिलाये; इसी तरह 'मूलप्रकृतिः' कहकर दोनों तर्जनियोंको, 
“महावराहः'का उच्चारण करके दोनों बीचकी अगुलियोंको, 'सूर्यवंशध्बज:" कहकर दोनों अनामिकाओंको, 'ब्रह्मादिकाम्यलालित्य- 
जगदाश्चर्यक्षैशवः'का उच्चारण करके दोनों कनिष्ठिका अंगुल्यिंको, 'पार्थार्थखण्डिताशषः' कहकर दोनों हथेलियोको तथा 'नमी 
नारायणाय'का उच्चारण करके हथेलियोंके पृष्ठभागोंको परस्पर स्पर्श कराये । 


६९६ 


444८४५५४७५४४४५७९९७७४५ ५५७५५७७४७७ ४४ ८७७३५७७५७६ ७ ५७५४३३७४०७ ७ ७७७७५७ ७७५०५७५६ १७४ ७७०७७००७०७७७७७७७७७७७७७ 


० अर्चयस्व हकीके्दा यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पद्चापुराण 


नमस्कार है, विशुद्ध सत्चमय महाहंसस्वरूप श्रीविष्णुका 
हम ध्यान करते हैं; अतः श्रीविष्णु देवता हमें सत्कार्यमें 
प्रेरित करें ॥ ११८ ॥ 

की कृष्णाय विदाहे, हीं रामाय धीमहि, तन्नो देव: 
अचोदयात्‌॥ १९९ ॥ 

'छीं' रूप श्रीकृष्णतत्त्वको समझनेके लिये हम ज्ञान 
प्राप्त करते हैं; 'ही' रूप श्रीरामका हम ध्यान करते हैं; 
चे देव श्रोरघुनाथजी हमें प्रेरित करें ॥ ११९ ॥ 

झं नृसिंहाय विद्महे, औकण्ठाय धीमहि, तज्ञो 
विष्णु: प्रचोदयात्‌ ॥ १२० ॥ 

शम्‌-कल्याणमय भगवान्‌ नृसिंहका तत्त्व 
'जाननेके लिये हम ज्ञान प्राह करते हैं, श्रीकण्ठका ध्यान 
करते हैं; ने श्रीनृसिंहरूप भगवान्‌ विष्णु हमें प्रेरित 
करें ॥ १२०॥ 

ॐ वासुदेवाय विद्राहे, देवकीसुताय धीमहि, 
सन्नः कृष्णः प्र्चोदयात्‌ ॥ १२९ ॥ 

अन्‍काररूप श्रीवासुदेवका तत्त्व जाननेके लिये हम 
ज्ञान प्राप्त करते हैं, श्रीदेवकीनन्दन श्रीकृष्णका हम ध्यान 
करते हैं, वे श्रीकृष्ण हमें प्रेरित करें ॥ १२१ ॥ 

ॐ हा हीं हूं हैं हौं हः हीं कृष्णाय गोविन्दाय 
शोपीजनखरुरूभाय नमः स्वाहा ॥ १२२ ॥ 

३» हां हीं हू हैं हौं हः क्लॉ--सचिदानन्दस्वरूप, 
गोपीजनोकि प्रियतम भगवान्‌ गोविन्दको नमस्कार है; हम 
उनकी तृप्तिके लिये उत्तम रीतिसे हवन करते हैँ--अपना 

सन कुछ अर्पण करते हैं॥ १२२ ॥ 
इति मन्त्र समुच्चार्य यजेद्‌ वा विष्णुमव्ययम्‌) 
श्रीनिवास जगन्नाथं ततः स्तोत्रं पठेत्‌ सुधीः । 
ॐ वासुदेव: परं अहा परमात्मा परात्परः ॥ १२३ ॥ 

उपर्युक्त मन्त्रोका उच्चारण करके लक्ष्मीके 
निवासस्थान और संसारके स्वामी अविनाशी भगवान्‌ 
विष्णुका पूजन करें; इसके बाद विद्वान्‌ पुरुष 
सहस्ननामस्तोत्रका पाठ करें! ॐ सच्चिदानन्दस्वरूप, 
९ वासुदेवः--सम्पूर्ण आणियोंको अपनेमें बसानेवाले 
तथा समस्त भूतोमें सर्वात्मारूपसे बसनेवाले, चतुर्व्यूहमें 
वासुदेवस्वरूप, २ यर ब्रह्म-- सवोत्कृष्ट रहम निर्गुण 


परमात्मा, ३ परमात्मा--परम श्रेष्ठ, नित्य-शुद्ध- 
बुद्ध मुक्तस्भाव, ४ परात्पर:--पर अर्थात्‌ प्रकृतिसे 
भी परे विराजमान परमात्मा ॥ १२३ ॥ 
परं धाम परं ज्योतिः परं तत्त्वं परं पदम्‌ 
परः शिवः परो ध्येयः परं ज्ञानं परा गतिः ॥ १२४४ ॥ 
५ परं धाम--सर्वोत्तम वैकुण्ठधाम, निर्गुण 
परमात्मा, ६ परे ज्योतिः-सूर्य आदि ज्योतियोंको भी 
प्रकाशित करनेवाले सर्वोत्कृष्ट ज्योतिः्त्ररूप, ७ परं 
तत्त्धम्‌--परम तत्त्व, उपनिषदोसे जाननेयोग्य सर्वोत्तम 
रहस्य, ८ पर पूँदैम्‌- -प्राप्न करनेयोग्य सर्वोत्कृष्ट पद, 
मोक्षस्वरूप, ९ परः शिंवः--परम कल्याणरूप, १० 
परो ध्येयः---ध्यान करनेयोग्य सर्वोत्तम देव, चिन्तनके 
सर्वश्रेष्ठ आश्रय, ११ परं ज्ञानम--भान्तिशूत्य उत्कृष्ट 
बोधस्वरूप परमात्मा, ९२ परा गतिः --सर्वोत्तम गति, 
मोक्षस्वरूप ॥ १२४॥ 
परमार्थ: परश्रेष्ठः परानन्दः परोदयः । 
परोऽष्यक्तात्पर॑ व्योम परपर्छिः परेश्वरः ॥ १२५ ॥ 
१३ परमार्थः-मोक्षरूप परम पुरुषार्थ, परम 
सत्य १४ परश्ेष्ठः--श्रष्ठसे भी श्रेष्ठ, १५ 
परानन्दः--परम आनन्दमय, असीम आनन्दकी निधि, 
१६ परोदयः—सर्वाधिक अभ्युदयशाली, १७ 
अव्यक्तात्पर:--अव्यक्तपदवाच्य मूलप्रकृतिसे परे, १८ 
चरं व्योम--नित्य एवं अनन्त आकाशस्वरूप निर्गुण 
परमात्मा, १९ परमर्द्िः- सर्वोत्तम ऐश्वर्यसे सम्पन्न, २० 
परेश्वरः--पर अर्थात्‌ ब्रह्मादि देवताओंके भी 
ईश्वर ॥ १२५॥ 
निरामयो निर्विकारो निर्विकल्पो निराश्रयः । 
निरखनो निरालम्बो निर्छेपो निरवप्रहः॥ ९२६॥ 


२१ निरामयः--रोग-शोकसे रहित, २२ 
निर्विकारः--उत्पत्तिः; सत्ता, वृद्धि, विपरिणाम, 
अपक्षय और विनाश--इन छः विकारोंसे शून्य, २३ 
निर्विकल्पः--सन्देहरहित, संकल्पशून्, २४ 


निराश्रयः--स्वयं ही सबके आश्रय होनेके कारण 
अन्य किसी आश्रयसे रहित, २५ निरञ्जन:--वासना 
और आसक्तिरूपी मलसे शून्य, तमोगुणरहित, 


* नाम-कीर्तनकी महिमा तथा श्रीविष्णुसइल्तनामस्तोत्रका वर्णन » 


२६ निराल्म्बः--आधारशून्य, स्वयं ही सबके 
आधार, २७ निर्लेप:--जलसे कमलकी भाँति राग- 
द्वेषादि दोषोंसे अलिप्त, २८ निरवग्रह:--विम्न- 
नाघाओंसे रहित ॥१२६॥ 
निर्गुणो निष्कलोऽनन्तोऽभयोऽचिस्योऽचल्ोऽञ्चितः । 
अती्ियोऽमितोऽपारो नित्योज्जीहोऊव्ययो5क्षय: ॥ १२७ ॥ 
२९ निर्गुण:--सत्त्व, रज और तम--इन तीनों 
गुणोंसे रहित परमात्मा, ३० निष्कल:--अवयवशूत्य 
ब्रह्म, ३९ अनन्तः--असीम एवं अविनाशी परमेश्वर, 
३२ अभयः--काल आदिके भयसे रहित, ३३ 
अचिन्त्यः मनकी गतिसे परे होनेके कारण चिन्तनमें 
न आनेवाले, ३४ अचचरू:---अपनी मर्यादासे विचलित 
न होनेवारे, ३५ अञ्चितः--सबके द्वारा पूजित, ३६ 
अतीन्द्रियः --इन्द्रियोके अगोचर, ३७ अमितः 
माप या सीमासे रहित, महान, अपरिच्छिन्न, ३८ 
अपारः--पाररहित, अनन्त, ३९ नित्यः--सदा 
रहनेवाले, सनातन, ४० अनीहः -- चेष्टारहित ब्रह्म, ४९ 
अव्ययः विनाररहित, ४२ अक्षयः--कभी क्षीण 
न होनेवाले ॥ १२७॥ 
सर्वज्ञः सर्वगः सर्व: सर्वदः सर्वभावनः । 
सर्वास्ता सर्वसाक्षी पूज्यः सर्वस्य सर्वदृक्‌ ।। १२८ ॥ 
४३ सर्षज्ञः--परोक्ष और अपरोक्ष सबके ज्ञाता, 
४ सर्वगः--कारणरूपसे सर्वत्र व्याप्त रहनेवाले, ४५ 
सर्वः-~सर्वस्वरूप, ४६ सर्वदः भक्तोंको सर्वस्व 
देनेवाले, ४७ सर्वभावन:--सबको उत्पन्न करनेवाले, 
४८ सर्वशास्ता--सबके शासक, ४९ सर्वसाक्षी 
भूत, भविष्य और वर्तमान--सबपर दृष्टि रखनेवाले, 
५० सर्खस्य पूज्यः --सबके पूजनीय, ५९ सर्वदृक्‌ 
सबके द्रष्टा ॥ १२८ ॥ 
सर्वशक्तिः सर्वसार: सर्वात्मा सर्वतोमुस्व: । 
सर्ववासः सर्वरूपः सर्वादिः सर्वदुःखहा ॥ ९२९ ॥ 
५२ सर्वशक्तिः--सब प्रकारकी शरक्तियोंसे 


सम्पन्न, ५३ सर्वसारः--सबके बल, ५४ 
सर्वात्पा--सबके आत्मा, ५५ सर्वतोमुख:--सब 
ओर मुखबाले, विराट्स्वरूप, ५६ सर्ववास:---सम्पूर्ण 
विश्वके वासस्थान, ५७ सर्खरूपः--सब रूपॉर्मे स्वयं 
ही उपलब्ध होनेवाले, विश्वरूप, ५८ सर्वादिः--सबके 
आदि कारण, ५९ सर्वदुःखहा--सनके दुःखोका नारा 
करनेवाले ॥ १२९ ॥ 

सर्वार्थ: सर्वतोभद्रः सर्वकारणकारणम्‌ । 
सर्वातिशयितः सर्वाध्यक्षः सर्वेश्वरेश्वरः ॥ २३० ॥ 


६० सर्वार्थः--समस्त पुरुषार्थरूप, ६१ 
सर्वतोभद्र:--सब ओरसे कल्याणरूप, ६२ 
सर्वकारणकारणम्‌--विधके कारणभूत प्रकृति 


आदिके भी कारण, ६३ सर्वातिशयित:--सबसे सन 
बातोमें बढ़े हुए, ब्रह्म और शिव आदिसे भी अधिक 
महिमावाले, ६४ सर्वाध्यक्ष:--सबके साक्षी, सबके 
नियन्ता, ६५ सर्वेश्वरेश्वर:--सम्पूर्ण ईश्वरोंके भी ईश्वर, 
जह्यादि देवताओकि भी नियामक ॥ १३०॥ 
चडविंशको महाविष्णुर्महासुहो यहाविभुः । 
नित्योदितो नित्ययुक्तो नित्यानन्द: सनातनः ॥ १३१ ॥ 
६८ घडलिंशकः:--पश्चीस' तत्त्वोसे विलक्षण 
छन्बीसवाँ तत्त्व, पुरुषोत्तम, ६७ महाविध्यु:--सब 
देवताऑमें महान्‌ सर्वव्यापी भगवान्‌ विष्णु, ६८ 
भहागुहा:--परम गोपनीय तत्त्व, ६९ महाविभुः-- 
प्राकृत आकाश आदि व्यापक तत्याँसे भी महान्‌ एवं 
व्यापक, ७० नित्योदित:--सूर्य आदिकी भाँति 
अस्त न होकर नित्य-निरन्तर उदित रहनेवाले, ७१ 
सित्ययुक्तः--चराचर प्राणियोंसे नित्य संयुक्त अथवा 
सदा योगमें स्थित रहनेवाले, ७२ नित्यानन्द: 
नित्य आनन्दस्वरूप, ७३ ससनातनः--सदा एकरस 
रहनेवाले ॥ १३१ ॥ 
'मायापतियाँगपतिः कैवश्यपतिरात्मभूः । 
जन्ममृत्युजरातीतः कारकातीतो भवातिगः ॥ १३२ ॥ 


र ; पाँच नेन्द्रिय, पाँच कर्मेन्द्रिय, पाँच इन्द्रियोंके विषय, मन, पाँच भूत, अहंकार, महत्तत्व, प्रकृति और पुरुष (जीवात्मा) --ये 
पश्चीस तस्व हैं। इनसे भित्र सर्वश परमात्मा छन्बीसदाँ तत्त्व हे । इसीलिये इसे 'पदविशक' कहा गया है। 


६९८ 


* अर्चयस्व हषीकेशो यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


७४ मायापतिः-मायाके स्वामी, ७५ योगं- 
चतिः-योगपालक, योगेश्वर, ७६ कैवल्यपति:-- 
मोक्ष प्रदान करनेका अधिकार रखनेवाले, मुक्तिके 
स्वामी, ७७ आत्मभूः--स्वतः प्रकर होनेवाले, 
स्वयम्भू, ७८ जन्ममृत्युजरातीतः--जन्म, मरण और 
वृद्धावस्था आदि शरीरके धर्मोसे रहित, ७९ 
कालातीत:--कालके वशर्मे न आनेवाले, ८० 
भवातिग:-- भवबन्धनसे अतीत ॥ १३२॥ 
पूर्णः सत्यः शुद्धबुद्धस्बरूपो नित्यचिन्ययः । 
योगप्रियो योगगम्यो भवबन्यैकमोचकः ॥ १३३ ॥ 

८१ पूर्णः--समस्त ज्ञान, शक्ति, ऐश्वर्य और 
गुणोंसे परिपूर्ण, ८२ सत्यः--भूत, भविष्य और 
वर्तमान तीनों कालॉमें सदा समानरूपसे रहनेवाले, 
सत्यस्वरूप, ८३ शुद्धबुद्धस्वरूप: स्वाभाविक शुद्ध 
और ज्ञानसे सम्पन्न, प्रकृतिके संसर्गसे रहित बोधस्वरूप 
परमात्मा, ८४ नित्यचिन्पयः- नित्य चैतन्यस्वरूप, 
८५ ओशप्रियः--चित्तवृत्तियोंके निरोधरूप योगके 
प्रेमी, ८६ योगगम्य:--ध्यान अथवा समाधिके द्वारा 
अनुभवमेँ आनेयोग्य, ८७ भवबन्धैकमोचक:-- 
संसार-बन्धनसे एकमात्र छुड़ानेवाले ॥ १३३ ॥ 

सुराणपुरुषः प्रत्यक्चैतन्यः पुरुषोत्तम: । 
खेदान्तवेद्यो ढुङ्ेंयस्तापत्रयबिवर्जित: ।। १३४ ॥ 

८८ पुराणपुरुषः--ब्रत्मा आदि पुरुषोंकी अपेक्षा 

भी प्राचीन, आदि पुरुष, ८९ प्रत्यक्कैतन्य:-- 
अन्तर्यामी चेतन, ९० पुरूषोत्तम:--क्षर और अक्षर 
पुरुषॉसे श्रेष्ठ, ९१ बेदान्तवेद्य:--उपनिषदोके द्वारा 
जाननेयोग्य, ९२ दुर्जञेयः--कठिनतासे अनुभवमें 
आनेवाले, ९३ तापत्रयविवर्जितः--- आध्यात्मिक, 
आधिदैविक और आधिभौतिक तीनों तापॉसे 
रहित ॥ १३४ ॥ 
ब्रह्मविद्याअयोउनघ: स्वप्रकाशः स्वयम्प्रभुः । 
सर्योपाय उदासीनः प्रणवः सर्यतः समः ॥ १३५ ॥ 
९४ ब्रह्मविद्याश्जयः--ब्रह्मविद्याके आश्रय, 
उसके द्वारा जाननेमें आनेवाले ब्रह, ९५ अनघ:-- 
पापरहित, शुद्ध, ९६ स्व्रकाशाः--अपने ही प्रकाशसे 


प्रकाशित होनेवाले, ९७ स्वयम्प्रभु:--दूसरेकी 


-सामर्थ्यको * अपेक्षासे रहित, स्वयं समर्थ, ९८ 


सर्वोपाय:--सर्वसाधनरूप, ९९ उद्दासीनः-- 
रागद्वेषसे ऊपर उठे हुए, पक्षपातरहित, ९०० 
अणवः ---ऑकाररूप शाब्दब्रहा, १०१ सर्वतः 
समः--सब ओर समान दृष्टि रखनेवाले ॥ १३५॥ 
सर्वानवद्यो दुष्पराच्यस्तुरोयस्तमसः परः । 
कूटस्थः सर्वसंङि्लिष्ठो वाइऱमनो गोचरातिगः ॥ १३६ ॥ 
१०२ सर्वानवद्वा:--सबकी प्रशंसाके पात्र, 
सबके द्वारा स्तुत्य, १०३ दुष्पाप्यः-- अनन्य चित्तसे 
भजन न करनेवालोके लिये दुर्लभ, १०४ तुरीयः 
जाग्रत्‌, स्वप्र और सुषुप्ति-इन तीनों अवस्थाऑसे 
अतीत चतुर्थावस्थास्वरूप, ९०५ तमसः परः 
तमोगुण एन अज्ञानसे परे, १०६ कूटस्थः —निहाईकी 
भाँति अविचलरूपसे स्थिर रहनेवाला निर्विकार आत्मा, 
१०७ सर्वसंहिलष्ट:--सर्वत्र व्यापक होनेके कारण 
सबसे संयुक्त, १०८ बाङमनोगोचरातिगः---वाणी 
और मनकी पहुँचसे बाहर ॥ १३६॥ 
संकर्षणः सर्वहरः काल: सर्घभयंकरः । 
अनुल्लङघ्यक्ित्रगतिर्महारुद्रो दुरासदः ॥ १३७ ॥ 
१०९ संकर्षणः--कालरूपसे सबको अपनी 
ओर खांचनेवाले, चतुर्व्यूहमें सङ्कर्षणरूप, शेषावतार 
बलराम, ९१० सर्वहरः प्रलयकालमें सबका संहार 
करनेवाले, १११ कालः -- युग, वर्ष, मास, पक्ष आदि 
रूपसे सम्पूर्ण विश्वको अपना आस बनानेवाले, काल- 
पदवाच्य यमराज, ११२ सर्वभयंकरः--मृत्युरूपसे 
सबको भय पहुँचानेवाले, ११३ अनुल्लडध्यः-- 
काल आदि भी जिनकी आशाका उल्लङ्घन नहीं कर 
सकते, ऐसे सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर, ११४ 
चित्रगतिः--विचित्र लीला करनेवाले लीलापुरुषोत्तम 
अथवा विचित्र गतिसे चलनेवाले, ११५ महारुद्र:-- 
महान्‌ दुःखोंको दूर भगानेवाले, ग्यारह रुद्रोंकी अपेक्षा 
भी महान्‌ महेश्वररूप, ११६ दुरासदः--बड़े-बड़े 
दानवोंके लिये भी जिनका सामना करना कठिन है, ऐसे 
दुर्घर्ष वीर ॥ १३७ ॥ 


उत्तरखण्ड ] 


# नाघ-कोर्तनकी महिमा तथा औविष्णुसहत्नामस्तोत्रका वर्णन » 


६९९ 


मूलप्रकृतिरानन्दः प्रद्युप्रो विश्वमोहनः । 
महामायो विश्वबीजं परशक्तिः सुखैकभूः ॥ १३८ ॥ 
११७ मूलप्रकृतिः सम्पूर्ण विश्वके महाकारण- 
स्वरूप, ११८ आनन्दः--सब ओरसे सुख प्रदान 
करनेवाले, आनन्दस्बरूप, ११९ प्रद्युस्र:--महान्‌ 
बरूवारे कामदेव, चतुर्व्यूहमें प्रद्युप्रस्वरूप, १२० 
बिश्वमोहनः--अपने अलौकिक रूपलावण्यसे सम्पूर्ण 
विश्वको मोहित करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण, १२१ 
महामायः---मायावियोपर भी माया डालनेवाले महान्‌ 
मायावी, १२२ विश्वबीजम्‌--जगत्‌की उत्पत्तिके 
आदि कारण, १२३ परशक्ति:--महान्‌ सामर्थ्यशाली, 
२२४ सुखकभू:--सुखके एकमात्र उत्पत्ति- 
स्थान ॥ १३८॥ 
सर्वकाम्यो$नन्तलील: सर्वभूतवशेकरः । 
अनिरुद्धः सर्वजीयो हृषीकेशो मनःपतिः ॥ १३९ ॥ 
१२५ सर्वकाम्यः--सबकी कामनाके विषय, 
१२६ अनन्तलीलः जिनकी लीलाओंका अन्त नहीं 
है~-एऐसे भगवान, १२७ सर्वभूतवशंकर: सम्पूर्ण 
प्राणियोंको अपने बशमें करनेवाले, १२८ अनिरूद्ध: 
संग्राममें जिनकी गतिको कोई रोक नहीं सकता--एऐसे 
पराक्रमी, शूरवीर, चतुर्व्यूहमें अनिरुद्धस्वरूप, ९२९ 
सर्खजीव:--सबको जीवन प्रदान करनेवाले, सबके 
आत्मा, १३० हषीकेश:--इन्द्रियोंके स्वामी, १३१ 
मनःपतिः--मनके स्वामी, हृदयेश्वरः ॥ १३९ ॥ 
निरुपाधिप्रियो हँसोऽक्षरः सर्चनियोजकः । 
ग्रह्मप्राणेश्वरः सर्वभूतभृद्‌ देहनायकः ॥ १४० ॥ 
१३२ निरुपाधिभ्रियः--जिनकी बुद्धिसे 
उपाधिकृत भेदभ्रम दूर हो गये है, उन ज्ञानी परमहंसोंके 
भी प्रियतम, १३३ हँसः--हेसरूप धारण करके 
सनकादिकोको उपदेश करनेवाले, १३४ अक्षरः-- 
कभी नष्ट न होनेवाले, आत्मा, १३५ सर्वनियोजक:-- 
सबको विभिन्न कर्मोमें लगानेवाळे, सबके प्रेरक, सबके 
स्वामी, १३६ ब्रह्मााणेश्वरः--न्रह्माजीके प्राणोंके 
स्वामी, १३७ सर्वभूतभृत:--सम्पूर्ण भूतोंका भरण- 
चोषण करनेवाले, १३८ देहनायक:-- शरीरका 


सञ्चालन करनेवाले ॥ १४० ॥ 
क्षेत्रज्ञः प्रकृतिस्वामी पुरुषो विश्वसूत्रथृक् । 
अन्तर्यामी त्रिधामान्तःसाक्षी निर्गुण इश्वरः ॥ १४२९ ॥ 
१३९ क्षेत्रज्ञ:--सम्पूर्ण क्षेत्रों (शरीरों) में स्थित 
होकर उनका ज्ञान रखनेवाले, १४० प्रकृत्तिस्वामी-- 
जगतूकी कारणभूता प्रकृतिके स्वामी, ९४९ पुरुष: 
समस्त शरीरोंमे शयन करनेवाले अन्तर्यामी, १४२ 
विश्वसूत्रथृव्ह--संसाररूपी नाटकके सूत्रधार, ९४३ 
अन्तर्याभी--अन्तःकरणमें विराजमान परमेश्वर, ९४४ 
तरिधामा---भू:-भुव:-स्वःरूप तीन धामवाले, 
त्रिलोकीमें व्याप्त, ९४५ अन्त:साक्षी -- अन्तःकरणके 
द्रष्टा, १४६ निर्गुणः--गुणातीत, २४७ 
ईश्वरः-सम्पूर्ण ऐश्वर्यसे सम्पन्न ॥ १४१ ॥ 
योगिगम्य: पद्मनाभः शेषशायी श्रियः पतिः । 
श्रीशिवोपास्यपादाब्जो नित्यश्रीः श्रीनिकेतनः ॥ ९४२ ॥ 
१४८ योगिगम्यः--योगियॉके अनुभवमें 
आनेवाले, १४९ पद्मनाभः अपनी माभिसे कमल 
प्रकट करनेवाले, १५० हशेषशायी--शेषनागकी 
झाय्यापर शयन करनेवाले, १५१ श्रियःपतिः- 
लक्ष्मीके स्वामी, १५२ श्रीक्षिवोपास्यपादाब्ज:-- 
पार्वतीसहित भगवान्‌ शिव जिनके चरणकमलोंकी 
उपासना करते हैं, वे भगवान्‌ विष्णु, १५३ नित्यश्री:-- 
कभी विलग न होनेवाली लक्ष्मीकी शोभासे युक्त, १५४ 
श्रीनिकेतनः--भगवती लक्ष्मीके दृदय-मन्दिरमें 
निवास करनेवाले ॥ १४२ ॥ 
नित्यवक्ष:स्थलस्थश्नी: श्रीनिधिः श्रीधरो हरिः । 
वश्यश्चोर्निश्चलश्रीदो विष्णुः क्षोरान्धिमन्दिर; ॥ ९४३ ॥ 
१५५ नित्यवक्ष:स्थलस्थश्री:--जिनके 
वक्षःस्थलमें लक्ष्मी सदा निवास करती हैं--ऐसे 
भगवान्‌ विष्णु, ९५६ श्रीनिधि:--शोभाके भण्डार, 
सब प्रकारकी सम्पत्तियोंके आधार, १५७ श्रीधरः-- 
जगज्जननी श्रीको हृदयमें धारण करनेवाले, १७८ 
'हरिः--पापहारी, भक्तोंका मन हर लेनेवाले- १५९ 
बश्यश्री:--लक्ष्मीको सदा अपने वशर्मे रखनेवाले, 


७०० 


० अर्चयस्व हचीकेझ यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


{ संक्षिप्त पश्पुराण 


१६० निश्चलभ्रीद:--स्थिर सम्पत्ति प्रदान करनेवाले, 
१६९ विष्णु:--सर्वत्र व्यापक, १६२ क्षीराब्धि- 
मन्दिरः क्षीरसागरको अपना निवासस्थान ननाने- 
खाले ॥ १४३॥ 
कौस्तुभोद्भासितोरस्को माधवो जगदार्तिहा । 
औवत्सवक्षा नि:सीमकल्याणगुणभाजनम्‌॥ २४४॥ 
१६३ कोौस्तुभोद्धासितोरस्कः- कौस्तुभ- 
मणिकी प्रभासे उद्भासित हदयवाले, १६४ माधव: -- 
जगन्माता लक्ष्मीके स्वामी अथवा मधुवंशमें प्रादुर्भूत 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण, १६५ जगदार्तिहा--समस्त 
संसारकी पीडा दूर करनेवाले, १६६ श्रीवत्सवक्षा: 
वक्षःस्थलमें श्रीवत्सका चिह्न धारण करनेवाले, १६७ 
निःसीमकल्याणगुणभाजनम्‌--सीमारहित कल्याण- 
मय गुणॉके आधार ॥ १४४ ॥ 
पीताम्धरो जगन्नाथो जगत्त्राता जगत्पिता । 
जगझ्युर्जगत्श्रष्टा जगद्धाता जगन्निधिः ॥ १४५ ॥ 
१६८ पीताम्बरः--पीत वस्रधारी, १६९ 
जगन्नाथः--जगत्के स्वामी, १७० जगत्त्राता-- 
सम्पूर्ण विश्वके रक्षक, १७१ जगत्पिता-- समस्त 
संसारके जन्मदाता, १७२ जगदअन्धु:---बन्धुकी भाँति 
जगत्के जीवॉकी सहायता करनेकले, १७३ 
जगत्स्बष्टा--जगतकी सृष्टि करनेवाले ब्रह्मारूप, १७४ 
जगद्धाता अखिल विश्वका घारण-पोषण करनेवाले 
विष्णुरूप, १७५ जगन्निधिः--प्रलयके समय सम्पूर्ण 
जगतको बीजरूपमें धारण करनेवाले ॥ १४५ ॥ 
जगदेकस्फुरदीयों नाहंवादी जगन्पयः । 
सर्वाश्वर्यमय: सर्वसिद्धार्थः सर्वरखितः ॥ १४८६ ॥ 
१७६ जगदेकस्फुरदीर्य:--संसारमें एकमात्र 
विख्यात पराक्रमी, १७७ नाहंवादी--अहङ्काररहित, 
१७८ जगन्मयः विश्वरूप, १७९ सर्वाश्षर्यमय:-- 
जिनका सब कुछ आश्चर्यमय है--ऐसे अथवा सम्पूर्ण 
आश्चयाँसे युक्त, १८० सर्वसिद्धार्थः पूर्णकाम होनेके 
कारण जिनके सभी प्रयोजन सदा सिद्ध हैं--ऐसे परमेश्वर, 
१८१ सर्वरञ्जितः-_देवता, दानव और मानव आदि 
सभी प्राणी जिन्हें रिझानेकी चेष्टामें लगे रहते हैं-एऐसे 


भगवान्‌ ॥ १४६॥ 
सर्वामोघोद्यमो अहारुद्राद्युत्कृष्टचेतनः । 
झम्भो: पितामहो ब्रह्मपिता शक्राद्यधीश्चरः ॥ ९४७ ॥ 
१८२ सर्वामोघोद्यम:--जिनके सम्पूर्ण उद्योग 
सफल होते हैं, कभी व्यर्थ नहीं जाते--ऐसे भगवान्‌ 
विष्णु, १८३ ब्रह्मरुदराद्यत्कृष्टचेतन:--ब्रह्मा और रुद्र 
आदिसे उत्कृष्ट चेतनावाले, १८४ शम्भोः पितामह:-- 
शङ्करजीके पिता भगवान्‌ ब्रह्माको भी जन्म देनेवाले 
श्रीविष्णु, १८५ ब्रह्मपिता--ब्रह्माजीको उत्पन्न 
करनेवाले, १८६ राक्रादाधीश्वरः--इन्द्र आदि 
देवताओकि स्वामी ॥ १४७॥ 
सर्वदेखप्रियः सर्वदेधमूर्तिरनुत्तमः । 
सर्वदेबैकशरणं सर्वदिबैकदेखता ॥ १४८ ॥ 
१८७ सर्वदेवप्रियः-- सम्पूर्ण देवताओके प्रिय, 
१८८ सर्वदेवमूर्ति:--समस्त देवस्वरूप, ९८९ 
अनुत्तम:--जिनसे उत्तम दूसरा कोई नहीं है, सर्वश्रेष्ठ, 
१९० सर्वदेवैकशरणम्‌--समस्त देवताओके 
एकमात्र आश्रय, १९१ सर्वदेवैकदेबता--सम्पूर्ण 
देवताओके एकमात्र आराध्य देव ॥ १४८ ॥ 
यज्ञभुभ्यज्ञफलदो यज्ञेशो यज्ञभावनः । 
यज्ञत्राता यज्ञपुसान्जनमाली द्विजप्रिय: ॥ १४९ ॥ 
९९२ यज्ञभुक्‌---समस्त यज्ञोके भोक्ता, १९३ 
यज्ञफलदः--सम्पूर्ण यज्ञॉका फल देनेवाले, १९४ 
अञ्ञेशः--यज्ञोके स्वामी, १९५ यज्ञभावनः-- अपनी 
वेदमयी वाणीके द्वारा यज्ञोंको प्रकट करनेवाले, ९९६ 
यज्ञत्राता--यज्ञविरोधी असुरोंका वध करके यज्ञॉकी 
रक्षा करनेवाले, १९७ यज्ञपुमान्‌--यज्ञपुरुष, 
यज्ञाधिष्ठाता देवता, १९८ वनमाली--परम मनोहर 
वनमाल्त्र धारण करनेवाले, १९९ द्विजप्रिय: 
ब्राह्मणोके प्रेमी और प्रियतम ॥ १४९ ॥ 
क्विजैकमानदो विप्रकुरूदेयोऽसुरान्तकः । 
सर्खदुष्टान्तकृत्सर्वसज्जनानन्यपारुक : ॥ १५० ॥ 
२०० द्विजैकमानदः-_त्राह्मणोको एकमात्र 
सम्मान देनेवाले, २०१ विप्रकुलदेव:-- ग्राह्माण- 
बंशको अपना आराध्यदेव माननेवाले, २०२ 


उत्तरखण्ड ] 


० नाम-कोर्तनकी महिमा तथा श्रीविष्णुसहरुरनामस्तोत्रका वर्णन + 


७०१ 


असुरान्तकः--संसारमें अशान्ति फैलानेबाले असुरोंके 
आणहन्ता, २०३ सर्वदुष्टान्तकृत--समस्त दुष्टोंका 
अन्त करनेवाले, २०४ सर्वसज्जनानन्यपालक:-- 
सम्पूर्ण साधु पुरुषोंके एकमात्र पालक ॥ १५० ॥ 
सप्तलोकेकजठर: सप्तलोकैक्कमण्डन: । 
सृष्टिस्थित्यन्तकृच्चक्री शाङ्गधन्वा गदाधरः ॥ १५१ ॥ 
२०५ समप्तलोकैकजठरः- भूर्लोंक, भुवर्लोक, 
स्वर्लोक, महलोंक, जनलोक, तपोलोक और सत्य- 
लोक--इन सातों लोकोंको अपने एकमात्र उदरमें 
स्थापित करनेवाले, २०६ सप्तलोकैकमण्डनः- 
सातो लोकोंके एकमात्र शृङ्गार-आपनी ही झोभासे 
समस्त लोकोंको विभूषित करमेवाले, २०७ सृष्टि- 
स्थित्यन्तकृत्‌--संसारकी सृष्टि, पालन और संहार 
करनेवाले, २०८ चक्री- सुदर्शन चक्र धारण 
करनेवाले, २०९ झङ्गधन्वा--झारङ्ग नामक धनुष 
धारण करनेवाले, २१० गदाधर: कौमोदकी नामकी 
गदा धारण करनेवाले ॥ १५१ ॥ 
शङ्गभून्नन्दकी पद्मपाणिर्गरुडवाहनः । 
अनिर्देश्यवपुः सर्वपूज्यरब्रैलोक्यपावनः ॥ १५२ ॥ 
२१९ शद्भुभृत--एक हाथमें पाञ्चजन्य नामक 
शङ्क लिये रहनेवाळे, २१२ नन्दकी--नन्दक नामक 
खङ्ग (तलवार) बाँधनेवाले, २१३ पद्मपाणिः-- 
हाथमें कमल धारण करनेवाले, २१४ गरुडवाहनः 
पक्षियोंके राजा विनतानन्दन गरुड़पर सवारी करनेवाले, 
२१५ अनिर्देश्यवपु:--जिसके दिव्यस्वरूपका किसी 
प्रकार भी वर्णन या संकेत न किया जा सके--ऐसे 
अमिर्वचनीय इारीरवाले, २१६ सर्वपूज्य:--देवता, 
दानव और मनुष्य आदि--सबके पूजनीय, २१७ 
तैलोक्यपाबनः--अपने दर्शन और स्पर्श आदिसे 
त्रिभुवनको पावन बनानेवाले ॥ १५२ ॥ 
अनन्तकीर्तिर्निःसीमपौरुषः सर्वमङ्गलेः । 
सूर्यकोटिप्रतीकाशो यमकोटिदुरासद: ॥ १५३ ॥ 
२१८ अनन्तकीर्ति:--शेष और शारदा भी 
जिनकी कीर्तिका पार न पा सकें--ऐसे अपार सुयश- 
बाठे, २१९ निःसीमपौरुष:--असीम पुरुषार्थवाले, 


अमितपराक्रमी, २२० सर्वमङ्गलः---सबका मङ्गल 
करनेवाले अथवा सबके लिये मङ्गलरूप, २२९ सूर्य- 
कोटिप्रतोकाश:--करोड़ों सूयेकि समान तेजस्वी, 
२२२ यमकोटिदुरासदः--करोड़ों यमराजेकि लिये 
भी दुर्धर्ष ॥ १५३ ॥ 

कन्दर्पकोटिलाबण्यो दुर्गाकोट्यरिभर्दनः । 
समुद्रकोटिगम्भीरस्तीर्थकोटिसमाह्वयः ॥ १५४ ॥ 

२२३ कन्दर्पकोटिलाबण्य:---करोड़ों 
कामदेवॉके समान मनोहर कान्तिवाले, २२४ 
दुर्णाकोट्यरिमर्दनः- करोड्रों दुर्गाऑके समान 
शत्रुऑंको रौंद डालनेबाले, २२५ समुद्रकोटि- 
गम्भीर:--करोड़ों समुद्रेकि समान गम्भीर, २२६ 
तीर्थकोटिसमाहूय:--करोड़ों तीर्थेकि समान पावन 
नामवाले ॥ १५४ ॥ 
ग्रह्मकोटिजगत्स्रष्टा सायुकोटिमहाखलः । 
कोटीन्दुजगदानन्दी झम्भुकोटिमहेश्वरः ॥ १५५ ॥ 

२२७ अहाकोटिजगत्सष्ठा-- करोड ब्रह्माओंके 
समान संसारकी सृष्टि करमेबाले, २२८ वायुकोटि- 
'महाबल:--करोड़ों वायुओंके तुल्य महाबली, २२९ 
'कोटीन्दुजगदानन्दी- करोडौँ चन्द्रमाओकी भाँति 
जगत्को आनन्द प्रदान करनेवाले, २३० झाम्धुकोटि- 
महेश्वरः--करेड़ों शाङ्करॉके समान महेश्वर (महान्‌ 
ऐश्वर्यशाली) ॥ १५५॥ 
कुबेरकोटिलश्ष्मीवाञ्शाक्रकोटिविल्प्रसवान्‌ । 
हिमवल्कोटिनिष्कम्पः कोटिडह्याण्डविप्रह: ॥ ९५६॥ 

२३१ कुबेरकोटिल्क्ष्मीजान्‌---करोड़ों कुबेरेकि 
समान सम्पत्तिशाली, २३२ झाक्रकोटिविलासवान्‌-- 
करोड़ों इन्द्रेकि सद्श भोग-विल्रासके साधनोंसे परिपूर्ण, 
२३३ हिमखत्कोटिनिष्कम्पः-करोड़ो हिमालयोंकी 
भाँति अचल, २३४ कोटिब्रह्माण्डविप्रह:ः---अपने 
श्रीविग्रहमें कोटि-कोटि ब्रह्माण्डॉंको धारण करनेवाले, 
महाविराट्रूप ॥ १५६॥ 
कोट्यश्वमेधपापो यज्ञकोटिसमार्धनः । 
सुधाकोटिस्वास्थ्यहेतुः कामधुक्रोटिकामदः )। ९५७ ॥ 

२३५ कोव्यश्वसेश्रपापन्न:ः--करोड़ों अश्वमेध 


७०२ 


* अर्चयस्व हषोकेश यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


४4६५५०१४४६ ३१३५३५३४४५ ४४०७४९७ ०३७४७४५४६५ ०४७७७७४७७४ ६३४ ३१७७७७७ ७०७७७४४७ ००७७७७७ ७३७७०७००५७०७ 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


यज्ञोंके समान पापनाशक, २३६ यज्ञकोटि- 
समार्चनः-- करोडौं यज्ञोंके तुल्य पूजन-सामग्रीसे 
पूजित होनेवाले, २३७ सुधाकोटिस्वास्थ्यहेतु:-- 
'कोटि-कोटि अमृतके तुल्य स्वास्थ्य-रक्षाके साधन, 
२३८ कामथधुक्कोटिकामदः--करोड़ों कामधेनुऑके 
समान मनोरथ पूर्ण करनेवाले ॥ १५७ ॥ 
अहाविद्याकोटिरूप: शिपिविष्ट: शुचिश्रवाः । 
विश्वम्भरस्तीर्थपादः  पुण्यश्रबणकोर्तन: ॥ १५८ ॥ 
२३९ ब्रह्मविद्याकोटिरूप:--करोड़ों ब्रह्म 
विद्याओंके तुल्य ज्ञानस्वरूप, २४० शिपिविष्ट:-- 
सूर्य-किरणोंमें स्थित रहनेवाले, २४१ शुचिश्रवा: 
पवित्र यशवाले, २४२ बिश्वम्भर:--सम्पूर्ण विश्वका 
भरण-पोषण करनेवाले, २४३ तीर्थपादः--तीर्थोंकी 
भाँति पवित्र चरणोंबाले, अथवा अपने चरणोंमें ही 
समस्त तीर्थोको धारण करनेवाले, २४४ पुण्यश्रबण- 
कीर्तनः--जिनके नाम, गुण, महिमा तथा स्वरूप 
आदिका श्रषण और कीर्तन परम पवित्र एवं पावन 
है--ऐसे भगवान्‌ ॥ १५८ ॥ 
आदिदेयो जगज्जैत्रो मुकुन्द: कालनेमिहा । 
बैकुण्ठोउनन्तमाहात्म्यो महायोगेश्वरोत्सवः ॥ १५९ ॥ 
२४५ आदिदेवः आदि देवता, सबके आदि 
कारण एवं प्रकाशमान, २४६ जगजैत्र: 
विश्वविजयी, २४७ मुकुन्दः--मोक्षदाता, २४८ 
कालनेमिहा--कालनेमि नामक दैत्यका वध करनेवाले, 
२४९ बैकुण्ठः-परमधामस्वरूप, २५० 
अनन्तमाहाख्यः--जिनकी महिमाका अन्त नहीं है-- 
ऐसे महामहिम परमेश्वर, २५१ महायोगेश्वरोत्सव:-- 
बड़े-बड़े योगेश्वरोंके लिये जिनका दर्शन उत्सवरूप 
है--ऐसे भगवान्‌ ॥ १५९ ॥ 
नित्यतृप्तो लसद्धाबो निःशङ्को नरकान्तकः । 
दीनानाथैकशरणं विद्यैकव्यसनापहः ॥ १६० ॥ 
२५२ नित्यतृप्त:--अपने-आपमें ही सदा तृप्त 
रहनेखाले, २५३ लसद्धाबः--सुन्दर स्वभाववाले, 
२५४ निःशङ्कः- अद्वितीय होनेके कारण भय- 
झङ्कासे रहित, २५५ नरकान्तक:--नरकके भयका 


नाश अथवा नरकासुरका वध करनेवाले, २५६ 
दीनानाथैकदारणम्‌--दीनों और अनाथोंको एकमात्र 
शरण देनेवाले, २५७ विश्वैकव्यसनापह:--संसारके 
एकमात्र संकट हरनेवाले ॥ १६० ॥ 
जगत्कृपाक्षमो नित्यं कृपालुः सज्जनाश्रयः । 
योगेश्वरः सदोदीणों वृद्धिक्षयविवर्जितः ॥ १६१ ॥ 
२५८ जगत्कृपाक्षमः--सम्पूर्ण विश्वपर कृपा 
करनेमें समर्थ, २५९ नित्यं कृपालुः--सदा स्वभावसे 
ही कृपा करनेवाले, २६० सज्ननाश्रय: --सत्पुरुषोके 
शरणदाता, २६१ योगेश्वर: -- सम्पूर्ण योगों तथा उनसे 
आप्त होनेवाली सिद्धियोंके स्वामी, २६२ 
सदोदीर्णः-सदा अभ्युदयशील, नित्य उदार, सदा 
सबसे श्रेष्ठ, २६३ वृद्धिक्षयविवर्जितः- वृद्धि और 
हासरूप विकारसे रहित ॥ १६१॥ 
अधोक्षजो विश्वरेताः प्रजापतिशताधिप: । 
झक्रब्रह्मार्चितपदः शाम्भुब्रह्ो ध्वश्वासग: ॥ १६२ ॥ 
२६४ अधोक्षजः-- इन्द्रियोके विषयोंसे ऊपर 
उठे हुए, अपने स्वरूपसे क्षीण न होनेबाले, २६५ 
विश्वरेता:-- सम्पूर्ण विश्व जिनके वीर्यसे उत्पन्न हुआ है, 
वे परमेश्वर, २६६ प्रजापतिशताधिय:--सैकड़ों 
प्रजापतियोंके स्वामी, २६७ शक्रब्रह्मार्चितपद:-- 
इन्द्र और ब्रह्माजीके द्वारा पूजित चरणोंबाले, २६८ 
झम्भुब्रह्मोर्ध्वधामग:-- भगवान्‌ शङ्कर और ब्रह्माजीके 
धामसे भी ऊपर विराजमान वैकुण्ठधाममें निवास 
करनेवाले ॥ १६२ ॥ 
सूर्यसोमेक्षणो विश्वभोक्ता सर्वस्य पारग: । 
जगत्सेतुर्घर्मसेतुधरो विश्वधुरन्धरः !। १६३ ॥ 
२६९ सूर्यसोमेक्षणः--सूर्य और चन्द्रमारूपी 
नेत्रवाले, २७० विश्वभोक्ता--बिश्वका पालन 
करनेवाले, २७१ सर्वस्य पारग:--सबसे परे 
विराजमान, २७२ जगत्सेतु:--संसार-सागरसे पार 
होनेके लिये सेतुरूप, २७३ धर्मसेतुधरः-- धर्म- 
मर्यादाका पालन करनेवाले, २७४ विश्वधुरन्‍्धर:-- 
शेषनागके रूपसे समस्त विश्वका भार वहन 


करनेवाले ॥ १६३ ॥ 


उत्तरखण्ड ] 


* नाम-कीर्तनकी महिमा तथा श्रीविवणुसहस्त्रनामस्तोत्रका वर्णन » 


७०३ 


निर्ममोऽखिललोकेशो निःसङ्गोऽद्भुतभोगबान्‌। 
बझ्यमायो वश्यविश्वो विश्वक्सेन: सुरोत्तमः । ९६४ ॥ 
२७५ निर्ममः आसक्तिमूलक ममतासे रहित, 
२७६ अखिलूलोकेश:--सम्पूर्ण लोकोंका शासन 
करनेवाले, २७७ निःसङ्गः आसक्तिरहित, २७८ 
आद्भुतभोगवान्‌ आश्चर्यजनक भोगसामग्रीसे सम्पन्न, 
२७९ वश्यमायः--मायाको अपने वशमें रखनेवाले, 
२८० खश्यविश्वः-समस्त जगत्को अपने अधीन 
रखनेवाले, २८९ बिश्वक्सेन:--युद्धके लिये की हुई 
तैयारीमात्रसे ही दैत्यसेनाको तितर-बितर कर डालनेवाले, 
२८२ सुरोत्तमः --समस्त देवताओंमें श्रेष्ठ ॥ १६४॥ 
सर्घश्रेयःपतिर्दिव्योऽनर्घ्यभूषणभूषितः ॥ 
सर्बलक्षणरूक्षण्यः सर्वदैत्येन्द्रदर्पहा ॥ १६५ ॥ 
२८३ सर्वश्रेयःपतिः--समस्त कल्याणोंके 
स्वामी, २८४ दिव्यः लोकोत्तर सौन्दर्य-माधुर्यं आदि 
गुणेसे सम्पन्न, २८५ अनर्घ्यभूषणभूषितः- 
अमूल्य आभूषणॉसे विभूषित, २८६ सर्वलक्षण- 
लक्षण्यः--समस्त शुभ लक्षणॉसे युक्त, २८७ 
सवदैत्येन्द्रदर्पहा--समस्त दैत्यपतियोका दर्प दलन 
करनेवाले ॥ १६५॥ 
'समस्तदेवसर्यस्व सर्वदैवतनायकः । 
समस्तदेवकयचे सर्वदेबशिरोसणि: ॥ १६६ ॥ 
२८८ समस्तदेवसर्वस्वम्‌--सम्पूर्ण देवताओकि 
सर्वस्व, २८९ सर्वदैवतनायक:-- समस्त देवताओंके 
नेता, २९० समस्तदेखकवचम्‌--सब देवताओंकी 
कबचके समान रक्षा करनेवाले,२९१ सर्वदेव- 
शिरोमणिः-- सम्पूर्ण देवताओँके शिरोमणि ॥ १६६ ॥ 
समस्तदेखतादुर्गः अ्रपन्नाशनिपञ्जरः । 
समस्तभयहन्नामा भगवान्‌ विष्टरश्रवा: ॥ १६७ ॥ 
२९२ समस्तदेवतादुर्ग:--मजबूत किलेके 
समान समस्त देवताओंकी रक्षा करनेवाले, २९३ 
अपन्नाशनिपक्षर:--शरणागतोंकी रक्षाके लिये वञ्रमय 
पिजड़ेके समान, २९४ समस्तभयहन्नामा--जिनका 
नाम सब प्रकारके भयोंको दूर करनेवाला है--ऐसे 
विष्णु, २९५ भगवान--पूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, 


ज्ञान और वैराग्य़से सम्पन्न, २९६ विष्टरश्रवाः 
कुशाकी मुष्टिके समान कार्नोवाले ॥ १६७ ॥ 
विभुः सर्वहितोदकों हतारिः स्वर्गतिप्रद: । 
सर्वदैवतजीवेशो ग्राहाणादिनियोजक; ॥ १६८ ॥ 
२९७ बिभुः- सर्वत्र व्यापक, २९८ 
सर्वहितोदर्क:--सबके लिये हितकर भविष्यका 
निर्माण करनेवाले, २९९ हतारिः --जिनके शत्रु नष्ट हो 
चुके हैं, झत्रुहीन, ३०० स्वर्गतिप्रदः--स्वर्गीय-- 
उच्चगति प्रदान करनेवाले, ३०१ सर्वदैबतजीबेश:-- 
समस्त देवताओकि जीबनके स्वामी, ३०२ ब्राह्मणादि- 
नियोजकः- ब्राह्मण आदि वर्णोको अपने-अपने 
धर्ममें नियुक्त करनेवाले ॥ १६८ ॥ 
ब्रह्मशम्भुपराथायुर्ब्रहाज्येश्ठ: शिशुस्वराद्‌। 
विराड्‌ भक्तपराधीनः स्तुत्यः स्तोतार्थसाधकः ॥ १६९ ॥ 
३०३ ब्रह्मशम्भुपरार्धायु;--ब्रह्म और शिवकी 
अपेक्षा भी अनन्तगुनी आयुवाले, ३०४ ब्रहाज्येष्ठः--- 
-्रह्माजीसे भी ज्येष्ठ, ३०५ झिशुस्वराद्‌--बालमुकुन्द- 
रूपसे शोभा पानेवाले, ३०६ बिराद--विशेष झोभा- 
सम्पन्न, अखिल ग्रह्माण्डमय विराट्‌ रूपधारी भगवान्‌, 
३०७ भक्तपराधीन:--प्रेमविवश होकर भक्तोके 
अधीन रहनेवाले, ३०८ स्तुत्यः--स्तुति करने योग्य, 
३०९ स्तोत्रार्थसा्चक्कः--स्तोत्रमें कहे हुए अर्थको 
सिद्ध करनेवाले ॥ १६९ ॥ 
परार्थकर्ता कृत्यज्ञः स्वार्थकृत्यसदोज्झितः । 
सदानन्दः सदाभद्रः सदाशाम्तः सदाशिव: ॥ ९७० ॥ 
३१० परार्थकर्ता--परोपकार करनेवाले, ३९१ 
कृत्यज्ञः--कर्तव्यका ज्ञान रखनेवाले, ३९२ स्वार्थ- 
कृत्यसदोन्झितः--स्वार्थसाघनके कारयोसे सदा दूर 
रहनेवाले, ३१३ सदानन्द:--सदा आनन्दमम्न, 
सत्पुरुषॉको आनन्द प्रदान करनेवाले अथवा सत्‌ एख 
आनन्दस्वरूप, ३१४ सदाभद्रः-- सर्वदा कल्याणरूप, 
३१५ सदाशान्तः-नित्य शान्त, ३९६ 
सदाशिवः--निरन्तर कल्याण करनेवाले ॥ १७० ॥ 
सदाञ्रियः सदातुष्टः सदापुष्टः सदार्चितः । 
सदापूतः पावनागयो खेदगुह्णो वृषाकपिः ॥ १७९ ॥ 


० अर्थयस्व हवीकेश यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त परापुराण 


३१७ सदाप्रिय:---सर्वदा सबके प्रियतम, 
३१८ सदातुष्ट:--निरत्तर संतुष्ट रहनेवाले, ३१९ 
सदापुष्टः--क्षुघा-पिपासा तथा आधि-व्याधिसे रहित 
होनेके कारण सदा पुष्ट शरीरवाले, ३२० सदार्चित: 
भक्तोद्वारा निरन्तर पूजित, ३२९ सदापूतः--नित्य 
पवित्र, ३२२ पाभ्रनाभ्रयः-- पवित्र करनेवालोंमें 
अग्रगण्य, ३२३ वेदगुहा:-- बेदोंके गूढ़ रहस्य, 


३२४ वृषाकपिः वृष--धर्मको अकम्पित 
(अविचल) रखनेवाले श्रीविष्णु ॥ १७१॥ 
सहतस्त्रमामा ्रिसुगक्षतुर्ूर्तिक्षतुर्भुजः । 
भूतभव्यभवन्नरथो महापुरुषपूर्वज: ॥ १७२ ॥ 


३२५ सहतस्त्रनापा--हजारों नामवाले, ३२६ 
त्रियुगः--सत्ययुग, त्रेता और द्वापर नामक त्रियुग- 
स्वरूप, ३२७ चतुर्मूर्तिः--राम, लक्ष्मण, भरत और 
शत्रुप्ररूप चार मूर्तियोंवाळे, ३२८ चतुर्भुजः चार 
भुजाओंवाे, ३२९ भूतभव्यभवन्नाथः भूत, 
भविष्य और वर्तमान--सभी प्राणियॉके स्वामी, ३३० 
महापुरुषपूर्वज:--महापुरुष ब्रह्मा आदिके भी 
पूर्वज ॥ १७२ ॥ 
नारायणो मञ्जुकेशः सर्वयोगविनिःसृतः । 
चेदसारो यज्ञसारः सामसारस्तपोनिधिः ।! १७३ ॥ 

३३१ नारायण:--जलमें शयन करनेवाले, 
३३२ मक्ुकेशः--मनोहर धुँघराले केशोंवाले, ३३३ 
सर्वयोगविनिःसृतः--नाना प्रकारके शास्त्रोक्त 
-साघनॉसे जाननेमें आनेखाले, समस्त योग-साधनॉसे 
प्रकट होनेवारे, ३३४ बेदसार:--वेदोंके सारभूत 
तत्त्व, ब्रह्म, ३३५ यज्ञसारः--यज्ञोके सारतत्त्व-- 
यज्ञपुरुष विष्णु, ३३६ सामसारः- सामवेदकी 
शरुतियोंद्वारा गाये जानेनाले सारभूत परमात्मा, ३३७ 
तपोनिधिः--तपस्याके भंडार नर-नारायण- 

स्वरूप ॥ १७३ ॥ 

साथ्यग्रष्ठः पुराणर्षिनिष्ठा शान्तिः परायणम्‌ । 

'शिवखिशूलविध्वंसी. श्रीकण्ठैकवरप्रद: ॥ १७४ ॥ 
३३८ सा्ध्यश्रेष्ठ;--साध्य देवताओंमें श्रेष्ठ, 

साधनसे प्राप्त होनेवालोँमे सबसे श्रेष्ठ, ३३९ 


युराणर्षि:--पुरातन ऋषि नारायण, ३४० निष्ठा-- 
सबकी स्थितिके आधार--अधिष्ठानस्वरूप, ३४१ 
जआ्ञान्तिः--परम शान्तिस्वरूप, ३४२ परायणम्‌-- 
परम प्राप्यस्थान, ३४३ हिः ~ कल्याणस्वरूप, 
३४४ त्रिशूलबिध्वंसी-- आध्यात्मिक आदि त्रिविध 
झूलोंका नाश करनेवाले अथवा प्रलयकालमें महारुद्र- 
रूप होकर त्रिशूलसे समस्त विश्वका विध्वंस करनेवाले, 
३४५ श्रीकण्ठेकवरप्रदः-- भगवान्‌ शङ्करके एकमात्र 
चरदाता ॥ १७४ ॥ 
जरः कृष्णो हरिधंर्मनन्दनो धर्मजीजनः । 
आदिकर्ता सर्वसत्वः सर्वखीरलादर्पहा ॥ १७५॥ 
३४६ नरः--बदरिकाश्रममें तपस्या करनेवाले 
ऋषिश्रष्ठ नर, नरके अवतार अर्जुन, ३४७ कृष्ण:-- 
भक्तोंके मनको आकृष्ट करनेवाले देवकीनन्दन श्रीकृष्ण, 
सधिदानन्दस्वरूप परमात्मा, ३४८ हरि:--गजेन्द्रकी 
पुकार सुनकर तत्काल प्रकट हो आहके प्राणोंका 
अपहरण करनेवाले भगवान्‌ श्रीहरि, ३४९ घर्म 
नन्दनः--धर्मके यहाँ पुत्ररूपसे अवतीर्ण होनेवाले 
भगवान्‌ नारायण आथवा धर्मराज युधिष्ठिरको आनन्दित 
करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्ण, ३५० धर्मजीवनः 
पापाचारी असुरॉका मूलोच्छेद करके धर्मको जीवित 
रखनेवाले, ३५९ आदिकर्ता -जगत्के आदि कारण 
ब्रह्माजीको उत्पन्न करनेवाले, ३५२ सर्वसत्य:-- 
पूर्णतः सत्यस्वरूप, ३५३ सर्व्त्रीरत्नदर्पहा-- 
जितेन्द्रिय होनेके कारण सम्पूर्ण सुन्दरी स्त्रियोंका 
अभिमान चूर्ण करनेवाले ॥ १७५॥ 
त्रिकालजितकन्दर्प उर्वशीसृदत्मुनीश्वरः । 
आद्यः कविर्हयग्रीयः सर्ववागीश्चरेश्वरः॥ १७६ ॥ 
३५४ त्रिकारूजितकन्दर्प:--भूत, भविष्य और 
चर्तमान--तीनों कालॉमें कामदेवको परास्त करनेवाले, 
३५५ उर्बशीसृक्‌--उर्वशी अप्सराकी सृष्टि करनेवाले 
भगवान्‌ नारायण, ३५६ सुनीश्वरः--तपस्वी मुनियोंमें 
श्रेष्ठ नर-नारायणस्वरूप, ३५७ आह्यः-- आदिपुरुष 
विष्णु, ३५८ कविः--त्रिकालद्शी विद्वान, ३५९ 
हयग्रीवः--हृयम्रीय नामक अवतार धारण करनेवाले 


£०९०१७५७०५००३०८७००००७००००००००००९०१०:३०१९९९:६९१:३९:३३:१७:९०१:९५००००३०३००२००००५१००००००७:९०००७०००:९०७७०००:००-९०-०-०००००७२००५०००७- 


भगवान्‌, ३६० सर्ववागीश्वरेश्वरः-- ब्रह्मा आदि 
समस्त वागीश्वरोके भी ईश्वर ॥ १७६ ॥ 
सर्वदेखमयो अहागुरुखांगीश्चरीपतिः । 
अनन्तविद्याप्रभनो मूलाविद्याविनाशक: ॥ १७७ ॥ 
३६१ सर्वदेखमयः--सम्पूर्ण देवखरूप, ३६२ 
बहागुरु:- -ब्रहयाजीको वेदका उपदेश करनेवाले गुरु, 
३६३ वागीश्वरीपतिः--वाणीकी अधीश्वरी सरस्वती 
देवीके स्वामी, ३६४ अनन्तविद्याप्रभवः--असंख्य 
विद्याकी उत्पत्तिके हेतु, ३६५ मूलाविद्या- 
विनाशकः भव-बन्धनकी हेतुभूत मूल अविद्याका 
बिनाश करनेवाले ॥ १७७ ॥ 
सार्वज्यदो नमज्ञाड्यनाशको मधुसूदनः । 
अनेकमन्त्रकोरीशः शब्दब्रहौकपारगः ॥ १७८ ॥ 
३६६ सार्वज्ष्यदः---सर्वज्ञता प्रदान करनेवाले, 
३६७ नमज्जाड्ययनाशकः--प्रणाम करनेवाले भक्तोंकी 
जड़ताका नाश करनेवाले, ३६८ मथुसूदन:-- मघु 
नामक दैत्यका वध करनेवाले, ३६९ अनेकभन्त्र- 
'कोटीश:--अनेक करोड़ मन्त्रॉके स्वामी, ३७० 
शब्दब्रहौकपारग:-- दब्दब्रह्म (वेद-वेदाङ्गो) के 
एकमात्र पारङ्गत विद्वान्‌ ॥ १७८ ॥ 
आदिदबिद्वान्‌ वेदकर्ता खेदात्पा श्रुतिसागरः । 
ब्रह्मार्थवेदाहरण: सर्खविज्ञानजम्मभूः ॥ १७९ ॥ 
३७१ आदिविद्वान--सर्वप्रथम वेदका ज्ञान 
प्रकाशित करनेवाले, ३७२ वेदकर्ता--अपने 
निःश्वासके साथ वेदोंको प्रकट करनेवाले, ३७३ 
धेदात्मा- वेदोकि सार तत्व--उनके द्वारा प्रतिपादित 
होनेवाले सिद्धान्तभूत परमात्मा, ३७४ श्रुतिसागर:-- 
वैदिक ज्ञानके समुद्र, ३७५ ब्रह्मार्थवेदाहरण:-- 
मत्स्यरूप धारण करके ब्रह्माजीके लिये वेदोंको रे 
आनेवाले, ३७६ सर्वविज्ञानजन्मभू:--सब प्रकारके 
विज्ञानोंकी जन्मभूमि ॥ १७९ ॥ 
विद्याराजो ज्ञानपूर्तिज्ञानसिन्यु रखण्डथी: । 
मत्स्यदेबो महाश्वृज्ञों जगद्वीजवहिजरधूक्‌ ॥ १८० ॥ 
३७७ विद्याराज:--समस्त विद्याओंके राजा, 
३७८ ज्ञानमूर्ति:--ज्ञानस्वरूप, ३७९ ज्ञानसिन्थुः-- 


* नाम-कीर्तनकी महिमा तथा श्रीविष्णुसहस्ननायस्तोत्रका वर्णन « 


७०५ 


९५० 


ज्ञानके सागर, ३८० अस्षष्डधीः--संशय-विपर्यय 
आदिके द्वारा कभी खण्डित न होनेवाली बुद्धिसे युक्त, 
३८१ मत्स्पदेवः--मत्स्यातारघारी भगवान्‌, ३८२ 
महाश्ङ्ग:--मत्स्य-शरीरमेँ ही महान्‌ शृङ्ग घारण 
करनेवाले, ३८३ जगद्दीजवहित्रधूकू--संसारकी 
बोजभूत ओषधियेकि सहित नौकाको अपने सींगमें 
बाँधकर धारण करनेवाले मत्स्य-भगवान्‌ ॥ १८० ॥ 
'लीताव्याप्ारिकलाम्भोधिरत्षम्वेदादिप्रवर्तकः । 
आदिकूर्मोखिलाधारस्तृणीकृतजगद्धरः ॥ १८९ ॥ 
३८४ ल्लीलाव्याप्तारिवलाम्भोशि:---अपने 
मत्स्य-शरीरसे लीलापूर्वक सम्पूर्ण समुद्रको आच्छादित 
कर लेनेवाले, ३८५ ऋण्वेदादिप्रथर्तक:--ऋग्वेद, 
यजुर्वेद आदिके प्रवर्तक, ३८६ आदिकूर्म:-- 
सर्वप्रथम कच्छपरूपमें प्रकट होनेवाले भगवान्‌, ३८७ 
अखिलाधारः अखिल ब्रह्माण्डके आधारभूत, 
३८८ तृणीकृतजगद्भरः--समस्त जगत्के भारको 
तिनकेके समान समझनेवारे ॥ १८१ ॥ 
अमरीकृतदेबौघधः पीयूषोत्पत्तिकारणम्‌। 
आस्माधारो धराधारो यज्ञाङ्गो घरणीष्रः ॥ १८२७ 
३८९ अमरीकृतदेवौघः-- अमृत पिलाकर 
देवसमुदायको अमर बनानेवाले, ३९० पीयूषोत्पत्ति- 
कारणम्‌--क्षीरसागरसे अमूतके निकालनेमें प्रधान 
कारण, ३९९ आत्माधारः-_ अन्य किसी आधारकी 
अपेक्षा न रखकर अपने ही आधारपर स्थित रहनेवाले, 
३९२ ध्ाराधारः-पृथ्वीके आधार, ३९३ 
यज्ञाङ्गः--यज्षमय दारीरवाले भगवान्‌ वराह, ३९४ 
धरणीधरः--अपनी दाढ़ोंपर पृथ्वीको धारण करने- 
वाले ॥ १८२ ॥ 
हिरण्याक्षहरः पृथ्वीपतिः श्राद्धादिकल्पकः । 
समस्तपितृभीतिन्नः  समस्तपितृजीवनम्‌॥ १८३ ॥ 
३९५ हिरण्याक्षहरः--वराहरूपसे ही हिरण्याक्ष 
नामक दैत्यका बघ करनेवाले, ३९६ पृथ्वीपतिः 
उक्त अकतारमें ही पृथ्वीको पत्नीरूपमें ्रहण करनेवाले, 
अथवा पृथ्वीके पालक, ३९७ आद्धादिकल्पकः- 
पितरोंके लिये श्राद्ध आदिकी व्यवस्था करनेवाले, ३९८ 


समस्तपितृभीतिन्न:--सम्पूर्ण पितरोंके भयका निवारण 
करनेवाले, ३९९ समस्तपितृजीवनम्‌--समस्त 
पितरोंके जीवनाधार ॥ १८३ ॥ 
हव्यकव्यैकभुग्घव्यकव्यैकफलदायकः । 
रोमान्तर्लीनजलधिः क्षोभिताशेषसागरः ॥ १८४ ॥ 
४०० हेव्यकव्यैकभुव्ह--हव्य और कव्य 
(यज्ञ और श्राद्ध) के एकमात्र भोक्ता, ४०९ हव्य- 
कव्यैकफलदायक:--यज्ञ और श्राद्धके एकमात्र 
फलदाता, ४०२ रोमान्तर्लीनजलधि:-- अपने रोम- 
कूपोंमें समुद्रको लीन कर लेनेवाले महावराह, ४०३ 
क्षोभिताशेषसागरः-_वराहरूपसे पृथ्वीकी खोज करते 
समय समस्त समुद्रको क्षुन्ध कर डालनेवाले ॥ १८४ ॥ 
महानराहो यज्ञ्रध्वंसको याज्ञिकाश्रयः । 
श्रीनृसिंहो दिव्यसिंहः सर्वानिष्टार्थदुःखहा ॥ १८५ ॥ 
४०४ महावराहः--महान्‌ वराहरूपधारी 
भगवान्‌, ४०५ यज़प्लध्बंसकः--यज्ञमें विप्र डालने- 
बाले असुरोंके विनाशक, ४०६ याज्ञिकाश्रय:— यज्ञ 
करनेवाले ऋत्विजोंके परम आश्रय, ४०७ श्रीनृसिंहः: 
अपने भक्त प्रह्मादकी बात सत्य करनेके लिये नृसिंहरूप 
धारण करनेवाले भगवान्‌, ४०८ दिव्यसिंह:-- 
अलौकिक सिंहकी आकृति धारण करनेवाले, ४०९ 
सर्यानिष्ठार्थदु:खहा--सब भ्रकारकी अनिष्ट वस्तुओं 
और दुःखोंका नाश करनेवाले ॥ १८५ ॥ 
एकवीरोऽसुतयलो यन्त्रमन्त्रैकभञ्जनः । 
ब्रह्मादिदु: सहज्यो तिर्सुगान्ताग््यतिभीषणः ॥ १८६ ॥ 
४९० एकवीर:--अद्वितीय वीर, ४९९ 
अद्भुतबलः-_अन्ुत शक्तिशाली, ४१२ यन्त्रः 
मन्त्रैकभञ्जनः--शात्रुके यन्त्र-मन्त्रोंको एकमात्र भंग 
करनेवाले, ४१३ ब्रह्मादिदुःसहज्योतिः--जिनके 
औविग्रहकी ज्योति ब्रह्मा आदि देवताओंके लिये भी 
दुःसह है, ऐसे नृसिंह भगवान, ४१४ युगान्ताग्न्यति- 
भीषणः--प्रर्यकालीन अम्रिके समान अत्यन्त 
भयङ्कर ॥ १८६ ॥ 
कोटिबञ्राधिकनखो जगददुप्मेक्ष्यमूर्तिथूक्‌ । 


मातृचक्रामथनो महामातृगणेश्वरः ॥ १८७ ॥ 


४९५ कोटिबज़ाधिकनस्व:--कगेड़ों वग्रोसे 
भी अधिक तीक्ष्ण नखोंबाले, ४९६ जगददुष्पेक्ष्य- 
मूर्तिधृक्‌--सम्पूर्ण जगत्‌ जिसकी ओर कठिनतासे देख 
सके, ऐसी भयानक मूर्ति धारण करनेवाले, ४९७ 
मातृचक्रप्रमथन:---डाकिनी, शाकिनी, पूतना आदि 
मातृ-मण्डलको मथ डालनेवाले, ४९८ महामातृ- 
गणेश्वर:--- अपनी शक्तिभूत दिव्य महामातृगणोंके 
अधीश्वर ॥ १८७॥ 
अचिन्त्यामोघवीर्याक्यः समस्तासुरघस्मरः । 
हिरण्यकशिपुस्छेदी काल: संकर्षणीपतिः ॥ १८८ ॥ 

४१९ अचिन्त्यामोघवीर्याढ्यः--कभी व्यर्थ न 
जानेवारे अचिन्त्य पराक्रमसे सम्पन्न, ४२० समस्तासुर- 
घस्मरः-समस्त असुरोंको ग्रास बनानेवाले, ४२९ 
हिरण्यकझिपुच्छेदी- हिरण्यकशिपु नामक दैत्यको 
विदीर्ण करनेवाले, ४२२ काल:--असुरोंके लिये 
कालरूप, ४२३ संकर्षणीपतिः-- संहारकारिणी 
शक्तिके स्वामी ॥ १८८॥ 
कृतान्तबाहनः सद्यःसमस्तभयनानः । 
सर्वविध्लान्तकः सर्वसिद्धिदः सर्वपूरकंः ॥ १८९॥ 

४२४ कृतान्तखाहनः--कालको अपना वाहन 
बनानेवाले, ४२५ सद्यःसमस्तभयनाशनः-- इारणमें 
आये हुए भक्तोंके समस्त भयका तत्काल नाश 
करनेवाले, ४२६ सर्वविश्लान्तक:--सम्पूर्ण विघ्रोंका 
अन्त करनेवाले, ४२७ सर्वसिद्धिदः--सब प्रकारकी 
सिद्धि प्रदान करनेवाले, ४२८ सर्वपूरकः -- सम्पूर्ण 
मनोरथोंको पूर्ण करनेवाले ॥ १८९ ॥ 
समस्तपातकध्वंसी सिद्धिमन्त्राधिकाह्मयः । 
भैरबेशो हहार्तिघ्रः कालकोटिदुरासद: ॥ १९० ॥ 

४२९ समस्तपातकथ्वंसी--सन पातकोंका 
नाश करनेवाले, ४३० सिंद्धिमन्त्राधिकाह्यः— 
नाममें ही सिद्धि और मन्त्रोसे अधिक शक्ति रखनेवाले, 
४३१  भैरवेशः--भैरवगणोंके स्वामी, ४३२ 
हरार्तिज्रः- भगवान्‌ शङ्करकी पीडाका नाश करनेवाले, 
४३३ कालकोटिदुरासद:--करोड़ों कालोके लिये भी 


दुर्धर्ष ॥ १९०॥ 


उत्तरखण्ड ] 


+ नाप-कीर्तनकी महिमा तथा श्रीविष्णुसहस्रनामस्तोत्रका वर्णन « 


७०७ 


दैत्यगर्भसत्राविनामा स्फुटदश्रह्माण्डगर्जितः । 
स्पृतमात्रार्ि्लत्राताद्भुतरूपो महाहरिः ॥ १९१ ४ 
४३४ दैत्यगर्भस्तराविनामा--जिनका नाम 
सुनकर ही दैत्यपत्रियोंके गर्भ गिर जाते हैं--ऐसे 
भगवान्‌ नृसिंह, ४३५ स्फुटदन्नह्याण्डगर्जिततः-- 
जिनके गर्जनेपर सारा ब्रह्माण्ड फटने लगता है, ४३६ 
स्पृतमात्राखिलत्राता--स्मरण करनेमात्रसे सम्पूर्ण 
जगत्की रक्षा करनेवाले, ४३७ आद्भुतरूपः-- 
आश्चर्यजनक रूप घारण करनेवाले, ४३८ महाहरिः -- 
महान्‌ सिंहकी आकृति धारण करनेवाले ॥ १९१ ॥ 
ब्रह्मचर्यसिरःपिष्डी दिक्ात्कोऽर्धाङ्गभूषणः । 
द्वादशार्कशिरोदामा रुद्रशीर्षेकनूपुरः ॥ १९२ ॥ 
४३९ व्रहाचर्यशिरःपिण्डी- अपने शिरोभागमें 
ब्रह्मचर्थको धारण करनेवाले, ४४० दिक्याल: समस्त 
दिशाओंका पालन करनेवाले, ४४९ अर्धाङ्गभूषणः -- 
आधे अङ्गमें आभूषण धारण करनेवाले नृसिंह, ४४२ 
द्वादशार्कशिरोदामा -- मस्तकमें बारह सूर्योके समान 
तेज धारण करनेवाले, ४४३ रुद्वशीषैंकनूपुरः--जिनके 
चरणोंमें प्रणाम करते समय रुद्रका मस्तक एक नुपूरकी 
भांति शोभा धारण करता है, बे भगवान्‌ ॥ १९२ ॥ 
योगिनीग्रस्तगिरिजात्राता भैरवतर्जकः । 
बीरचक्रेश्वरोऽत्युप्रो यमारिः कालसंबर: ॥ १९३ ॥ 
४४४ योगिनीग्रस्तगिरिजात्राता-- योगिनियोंके 
चेगुलमें फैंसी हुई पार्वतीकी रक्षा करनेवाले, ४४५ 
भैरखतर्जकः --भैरवगणोको डाँट बतानेवाले, ४४६ 
बीरचक्रेश्वरः — वीरमण्डलके ईश्वर, ४७ 
अत्युप्र:-- अत्यन्त भयङ्कर, ४४८ यमारि:-- 
यमराजके शत्रु, ४४९ कालसंबर:-- कालको 
आच्छादित करनेवाले ॥ १९३ ॥ 
क्रोधेश्वरो रुद्चण्डीपरिवारादिदुष्टभुक्‌ । 
सर्वाक्षोभ्यो मृत्युमृत्युः कालमृत्युनिवर्तकः ॥ १९४ ॥ 
४५० क्रोथेश्वर:--क्रोधपर शासन करनेवाले, 
४५१ रुद्रचण्डीपरिवारादिदुष्टभुक्‌--रुद्र और 
चण्डीके पार्षदोंमें रहमेवाले दुष्टोंके भक्षक, ४५२ 
सर्वाक्षोभ्यः--किसीके द्वारा भी विचलित नहीं किये 


जा सकनेवाले, ४५३ मृत्युपृत्यु:--मौतको भी 
मारनेवाले, ४५४ कालमृत्युनिवर्तकः--काल और 
मृत्युका निवारण करनेवाले ॥ १९४ ॥ 
असाध्यसर्वरोगघ्रः  सर्वदुर्महसौम्यकृत्‌ । 
गणेदाकोटिदर्पघ्नो दुःसहाशेषगोत्रहा ॥ १९५ ॥ 
४५५ असाध्यसर्वरोगघ्नः सम्पूर्ण असाध्य 
रोगॉका नाश करनेवाले, ४५६ सर्वदुर्महसौम्यकृत्‌- 
समस्त दुष्ट ग्रहोको शान्त करनेवाले, ४५७ 
गणेशकोटिदरर्पप्न:--करोड़ों गणपतियोंका अभिमान 
चूर्ण करनेवाले, ४५८ दुःसहाशेषगोत्रहा- समस्त 
दुस्सह शात्रुओंके कुछका नाश करनेवाले ॥ १९५॥ 
देवदानवदुर्दर्श जगद्धयदभीषकः । 
समस्तदुर्गतित्राता जगद्धक्षकभक्षकः ॥ ९९६ ॥ 
४५९ देकदानवदुर्दर्शः--देवता और दानवोंको 
भी जिनकी ओर देखनेमें कठिनाई होती है--ऐसे 
भगवान्‌ नृसिंह, ४६० जगद्धयदभीषकः --संसारके 
भयदाता असुरोंको भी भयभीत करनेवाले, ४६९ 
समस्तदुर्गतित्राता--सम्पूर्ण दुर्गतियॉसे उद्धार 
करनेवाले, ४६२ जगद्भक्षकभक्षकः जगतका 
भक्षण करनेवाले कालके भी भक्षक ॥ १९६॥ 
उम्रेशोऽम्बरमार्जाःः कालमूषकभश्षकः । 
अनन्तायुधदोर्दण्डी नृसिंहो वीरभद्रजित्‌॥ १९७ ॥ 
१४६३ उग्नेशः--उम्र शक्तियाँपर शासन 
करनेवाले, ४६४ अम्ब्रमार्जारः आकाशरूपी 
बिल्व, ४६५ कालमूषकभक्षकः कालरूपी 
चूहेको खा जानेवाले, ४६६ अनन्तासुधदोर्दण्डी-- 
अपने बाहुदण्डोंको ही अक्षय आयुधोंके रूपमें धारण 
करनेवाले, ४६७ नृसिंहः--नर तथा सिंह दोनोंकी 
आकृति धारण करनेवाले, ४६८ वीरभद्रजित्‌- 
बीरभद्रपर विजय पानेवाले ॥ १९७॥ 
योगिनीचक्रगुहोशः इाक्रारिपशुमांसभुक्‌ । 
रुद्रो नारायणो मेषरूपझङ्करनाहनः ॥ १९८ ॥ 
१४६९ योगिनीचक्रगुहोशः--योगिनी- 
मणप्डलके रहस्येकि स्वामी, ४७० शक्रारिपशु- 
मासभुव्छ- इन्द्रके झत्रुभूत दैल्यरूपी पशुओंका भक्षण 


७०८ 


* अर्चयस्व इदीकेश यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


£ संक्षिप्त पद्मपुराण 


करनेवाले, ४७१ रूद्र: -प्रलयकालमें सबको रुलाने- 
चाके रुद्र अथवा भयङ्कर आकारवाले नृसिंह, ४७२ 
नारायणः--नार अर्थात्‌ जीवसमुदायके आश्रय; 
अथवा नार--जलको निवासस्थान बनाकर रहनेवाले 
शेषशायी, ४७३ मेषरूपशाङ्करवाहनः-- मेषरूपधारी 
शिवको बाहन बनानेवाले ॥ १९८ ॥ 
मेषरूपशियत्राता दुष्टशक्तिसहस्नभुकू । 
जुलसीवलरुलभो वीरो वामाचाराख्लेष्टदः ॥ १९९ ॥ 
४७४ मेषरूपशिवत्राता--मेषरूपधारी शिवके 
रक्षक, ४७५ दुष्टशक्तिसहस्त्रभुक--सहस्ों दुष्ट- 
झक्तियोंका बिनाश करनेवाले, ४७६ तुलसी- 
खल्लभः--तुलसीके प्रेमी, ४७७ वीर: -- शूरवीर, 
४७८ वामाचारास्किलिष्टदः सुन्दर आचरणवालोंका 
सम्पूर्ण अभीष्ट सिद्ध करनेवाले ॥ १९९ ॥ 
महाशिवः शिखारूढो भैरवैककपाल्यूक्‌ । 
झिल्लिचक्रेश्व: शक्रदिव्यमोहनरूपदः ॥ २०० ॥ 
४७९ महाशिव:--परम मङ्गलमय, ४८० 
झिखारूढ:--कल्याणमय वाहनपर आरूढ़ होनेवाले, 
अथवा ध्यानस्थ भगवान्‌ शिवके इंदयकमलपर आसीन 
होनेवाले, ४८१ भैरवैककपालधृक्‌-रुद्ररूपसे 
हाथमें एक भयानक कपाल धारण करनेखाले, ४८२ 
'झिल्लिचक्रेश्वरः--झींगुरोकि समुदायके स्वामी, ४८३ 
शक्रदिव्यमोहनरूपदः- इन्द्रको दिव्य एवं मोहक 
रूप देनेवाले ॥ २०० ॥ 
गौरीसौभाग्यदो मायानिधिर्मायाभयापहः । 
ब्रह्मतेजोमयो ब्रह्मश्रीमयश त्रयीमयः ॥ २०१ ॥ 
४८४ गौरीसौभाग्यदः-- भगवती पार्वतीको 
सौभाग्य प्रदान करनेवाले, ४८५ मायानिधि:-- 
मायाके भंडार, ४८६ मायाभयापहः--मायाजनित 
भयका नाझ करनेवाले, ४८७ ब्रह्मतेजोमय: --- ब्रह्म- 
तेजसे सम्पन्न भगवान्‌ वामन, ४८८ ब्रह्मश्रीमय:-- 
ज्राह्मणोचित श्रीसे परिपूर्ण विग्रहवाळे, ४८९ 
यीमयः-ऋक, यजुः और साम--इन तीन वेदोंद्वास 
प्रतिपादित स्वरूपवाले ॥ २०१॥ 
सुब्रह्मण्यो बलिध्वंसी वामनोऽदितिदुःरवहा । 


उपेन्द्रो नृपतिर्विष्युः कक्यपान्ययमण्डनः ४ २०२ ॥ 


४९० सुन्रह्मण्यः--ब्राह्मण, वेद, तप और 
ज्ञानकी भलीभाँति रक्षा करनेवाले, ४९९ अलिध्बंसी-- 
राजा बलिको स्वर्गसे हटानेवाले, ४९२ खमन: 
वामनरूपधारी भगवान्‌, ४१३ आदितिदुःखहा-- 
देवमाता आदितिके दुःख दूर करनेवाले, ४९४ उपेन्द्रः 
इन्द्रके छोटे भाई, द्वितीय इन्द्र, ४९५ नृपत्तिः--राजा, जो 
"नराणां च नराधिपः” के अनुसार भगवान्की दिव्य 
विभूति है, ४९६ विष्णुः-बारह आदित्योंमेंसे एक, 
४९७ कई्यपान्वयमण्डनः--कश्यपजीके कुलकी 
शोभा नढ़ानेवाले ॥ २०२ ॥ 
बल्लिस्वाराज्यदः सर्वदेवविप्रान्नदोऽच्युतः । 
उरूक्रमस्तीर्थपादस्त्रिपदस्थस्त्रिबिक्रमः ॥ २०३॥ 

४९८ बलििस्वाराज्यदः राजा बलिको [अगले 
मन्वन्तरमें इन्द्र बनाकर] स्वर्गका राज्य प्रदान करनेवाले, 
करनेवाले, ४९९ सरवदेवविप्रान्नदः -- सम्पूर्ण 
देवताओं तथा ब्राह्मणोंको अन्न देनेवाले, ५०० 
अच्युतः अपनी महिमासे कभी च्युत न होनेवाले, 
५०९ उरुक्रमः --नलिके यज्ञे विराट्रूप होकर लम्बे 
डगसे त्रिलोकीको नापनेबाले, ५०२ तीर्थपादः 
गङ्गाजीको प्रकट करनेके कारण तीर्थरूप चरणोंबाले, 
५०३ त्रिपदस्थः--तीन स्थानोपर पैर रखनेवाले, 
५०४ ब्रिब्िक्रम:---तीन बड़े-बड़े डगवाले ॥ २०३ ॥ 
व्योमपादः स्वपादाम्भःपवित्रितजगत्त्रयः । 
अहेोशाद्यभिवन्द्याङघिर्हुतर्माहिधावन: ॥ २०४ ॥ 

५०५ व्योमपाद:--सम्पूर्ण आकाशको चरणॉसे 
नापनेवाले, ५०६ स्वपादाम्भःपबित्रितजगत्रय:-- 
अपने चरणोंके जल (गङ्गाजी) से तीनों लोकोंको पवित्र 
करनेवाले, ५०७ ब्रहोशाह्मभिवन्धाडमध्रि:--तह्मा 
और शङ्कर आदि देवताओंके द्वारा वन्दनीय चरणोंवाले, 
५०८ छुतथर्मा--झीघ्रतापूर्वक््‌क धर्मका पालन 
करनेवाले, ५०९ अहिधावन:---सर्पकी भाँति तेज 


दौड्नेवाले ॥ २०४ ॥ 
अच्न्त्याद्धुतविस्तारो विश्ववृक्षो महाबलः । 
राहुमूर्घापराङ्गच्ठिद्‌ भूगुपलीशिरोहरः ॥ २०५१, 


५१० अचिन्त्याद्धुतविस्तारः--किसी तरह 
चिन्तनमें न आनेवाले अद्धुत विस्तारसे युक्त, ५११ 


उत्तरखण्ड ] 


* नाम-कीर्तनकी महिमा तथा ्रीविच्णुसहर्रनामस्तोत्रका वर्णन + 


७०९ 


4444५५५४७५ ४०९४६३७७७५७५७४०५५५७ ६७५०३ ५७४६७३३७७६ ५७४९५ ७७५१९९८३६३ ८७७७७०८ १ के कदली, 


विश्ववृक्षः--संसार-वृक्षरूप, ५१२ महाबल:-- 
महान्‌ बलसे युक्त, ५१३ राहुपूर्धापराडूच्छित्‌-- 
राहुके मस्तक और धड़को काटकर अलग करनेवाले, 
५११४ भृगुपत्नीशिरोहरः--भूगुपत्रीके मस्तकका 
अपहरण करनेवाले ॥ २०५॥ 
पापातास्तः सदापुण्यो दैत्याशानित्यखप्डकः । 
पूरिताखिलदेवाशो विश्वार्थैकावतारकृत्‌ ॥ २०६ | 
५१५ पापात्तस्त:--पापसे डरनेबाले, ५१६ 
सदापुण्य:--निरन्तर पुण्यमें प्रवृत्त, ५१७ दैत्या- 
झानित्यखण्डक:--धर्मविरोधी दैत्योंकी आशाका 
सदा खप्डन करनेवाले, ५१८ पूरितास्िलदेवाश:--- 
सम्पूर्ण देवताओकी आशा पूर्ण करनेवाले, ५१९ 
विश्वार्थेकावतारकृत्‌--एकमात्र विश्वका कल्याण 
करनेके लिये अबतार लेनेवाले ॥ २०६ ॥ 
स्वमायानित्यगुप्तात्मा भक्तत्रिन्तामणि: सदा । 
खरदः कार्तवीर्यादिराजराज्यप्रदोञ्नघ: ॥ २०७ ॥ 
५२० स्वमायानित्यगुप्तात्मा--अपनी मायासे 
निरन्तर अपने स्वरूपको छिपाये रखनेवाले, ५२१ सदा 
भक्तचिन्तामणि:---सदा भक्तोंका मनोरथ पूर्ण करनेके 
लिये चिन्तामणिके समान, ५२२ वरदः---भक्तोंको वर 
प्रदान करनेवाले, ५२३ कार्तबीर्यादिराजराज्यप्रदः--- 
कृतवीर्य-पुत्र अर्जुन आदि राजाओंको राज्य देनेवाले, 
५२४ अनघः--स्वभावतः पापसे रहित ॥ २०७ ॥ 
बिश्वरलाध्यो5मिताचारो दत्तात्रेयो मुनीश्वरः । 
पराशक्तिसदाइ्लिछो योगानन्दसदोन्मदः ॥ २०८ ॥ 
५२५ विश्वइलाघ्य:--समस्त संसारके लिये 
प्रशंसनीय, ५२६  अमिताचार:--अपरिमित 
आचारवाले, ५२७ दशात्रेय:--अत्रिकुमार दत्त, जो 
भगवानके अवतार हैं, ५२८ भुनीश्वर:--मुनियोके 
स्वामी, ५२९ परादक्तिसदाहिलष्ट:--सदा 
पराइक्तिसे युक्त, ५३० योगानन्दसदोन्मद:- निरन्तर 
योगजनित आनन्दमें विभोर रहनेवाले ॥ २०८ ॥ 
समस्तेन्द्रारितेजोहत्परमामृतपरापः |] 
अनसूयागर्भरत्र भोगमोक्षसुखप्रदः ॥ २०९ ॥ 
५३९ समस्तेन्द्रारितेजोहत्‌--इन्द्रसे शत्रुता 


रखनेवाले सम्पूर्ण दैत्यांका तेज हर लेनेवाले, ५३२ 
'परमामृतपद्यप:--परम अमृतमय कमलका रखे पान 
करनेवाले, ५३३ अनसूयागर्भरल्रम--अत्रिपत्री 
अनसूयाजीके गर्भके रल, ५३४ भोगमोक्षसुखप्रदः --- 
भोग और मोक्षका सुख प्रदान करनेवाले ॥ २०९ ॥ 
जमदभ्रिकुलादित्यो रेणुकान््ुतशक्तिथृव्ह्‌ । 
मातृहत्यादिनिलेपः स्कन्दजिद्विप्रराज्यदः ॥ २९० ॥ 
५३५ जमदभिकुलादित्य:--भुनिवर जमदम्निके 
वेशको सूर्यके समान प्रकाशित करनेवाले परशुरामजी, 
५३६ रेणुकाद्धुतशक्तिधृक्‌--माता रेणुकाकी अद्भुत 
शक्ति धारण करनेवाले, ५३७ मातृहत्यादिनिर्लेप:-- 
मातृहत्या आदि दोषोंसे निर्लिप्त रहनेवाले परशुरामजी, 
५३८ स्कन्दजित्‌-- कार्तिकेयजीको जीतनेवाले, ५३९ 
विप्रराज्यदः--ब्राह्मणोंको राज्य देनेवाले ॥| २१० ॥ 
सर्वक्षत्रान्तकृद्दीरदर्पहा कार्तवीर्यजित्‌ । 
सप्तद्वीपवतीदाता शिवार्चकयशःप्रदः ॥ २९९ ॥ 
५४० सर्वक्षत्रान्तकृत्‌---समस्त क्षत्रियोंका 
अन्त करनेवाले, ५४१ बोरदर्पहा--बड़े-बड़े वीरोंका 
दर्प दलन करनेवाले, ५४२ कार्तबीर्यजित्‌---कृतवीर्य - 
पुत्र अर्जुनको परास्त करनेवाले, ५४३ सप्तद्वीपबती- 
दाता--ब्राह्मणोंको सातों द्वीपोंसे युक्त पृथ्वीका दान 
करनेवाले, ५४४ शिवार्चकयशः:प्रद:--शिखकी पूजा 
करनेवालेको यश देनेवाले ॥ २११ ॥ 
भीमः परशुरामश्च शिवाचार्यैकविश्वभूः । 
शिवाखिलज्ञानकोझो भीध्माचायोऽम्रिदैखतः ॥ २९२॥ 
५४५ भीमः--भयङ्कर पराक्रम करनेवाले, 
५४६ परशुरामः -परशुरामरूपधारी भगवान्‌, ५४७ 
शिवाचार्यकविश्वभू: --- भगवान्‌ शङ्करको गुरु बनाकर 
विद्या सीखनेवाले संसारमें एकमात्र पुरुष, ५४८ 
'शिवारिलज्ञानकोश:--भगनान्‌ शाङ्करसे सम्पूर्ण 
ज्ञानका कोष प्राप्त करनेवाले, ५४९ भीष्माचार्य: 
पाण्डवेकि पितामह भीष्मजीके आचार्य, ५५० 
अभिदैवत:--अभिदेवताके उपासक ॥ २१२ ॥ 
'द्रोणाचार्यगुरु्विश्वजैत्रधन्या कृतान्तजित्त्‌। 
अडितीयतपोमूर्तिरत्रहाचर्वैकदक्षिण: ॥ २१३ ॥ 


७१० 


० अर्चयस्व हृषीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


४4४4१५४३४१ ४४ ४५५४५५०४०४ १३५ १७३००५७७४७ ३७७७७७४ ७७७ ७७४७७३७७७७ ७७७७७७४७०७ ७७७७७४७ ७७७७७ ७७७७५७७००७ 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


५५१ द्रोणास्रायंगुरुः आचार्य द्रोणके गुरु, 
५५२ विश्चजैत्रधन्या--विश्वविजयी धनुष धारण 
करनेवाले, ५५३ कृतान्तजित्‌--कालको भी परास्त 
करनेवाले, ५५४ अह्वितीयतपोमूर्तिः — अद्वितीय 
तपस्याके मूर्तिमान्‌ स्वरूप, ५५५ ब्रह्मचयैंकदद्भिण:-- 
ब्रह्मचर्यपालनमें एकमात्र दक्ष ॥ २१३ ॥ 
मनुभ्रेष्ठः सतां सेतुर्महीयान्‌ वृषभो विराट्‌ । 
आदिराजः क्षितिफिता सर्वरल्लैकदोहकृत्‌ ॥ २९४ ॥ 
५५६ मनुश्रेष्ठः --मनुष्योमें श्रेष्ठ सजा पृथु, ५५७ 
सतां सेतुः--सेतुके समान सत्पुरुषॉकी मर्यादाके रक्षक, 
अथवा सत्पुरुषोंके लिये सेतुरूप, ५५८ महीयान्‌-- 
बड़ोंसे भी बड़े महापुरुष, ५५९ बृषभः-- 
कामनाओंकी वर्षा करनेवाले श्रेष्ठ राजा, ५६० विराद-- 
तेजस्वी राजा, ५६९ आदिराज:--मनुष्योमें सबसे 
प्रथम राजाके पदसे विभूषित, ५६२ क्षितिपिता-- 
पृथ्वीको अपनी कन्याके रूपमें स्वीकार करनेवाले, 
५६३ सर्वरलैकदोहकृत्‌--गोरूपधारिणी पृथ्बीसे 
समस्त रलोंके एकमात्र दुहनेवाले॥ २१४॥ 
पृथुर्जन्माहोकदक्षो गीःश्रोकीर्तिस्वयंवृतः । 
जगदषृत्तित्रदक्षक्रय्तिभ्रष्ठोऽददयास्त्रधृक ॥ २९५ ॥ 
५६४ पृथुः अपने यशसे प्रख्यात पृथु नामक 
राजा, ५६५ जन्माद्योकदक्षः--उत्पत्ति, पालन और 
संहारमें एकमात्र कुशल, ५६६ गी:श्रीकीर्तिस्वये- 
वृतः--वाणी, लक्ष्मी और कीर्तिके द्वारा स्वयं वरण 
किये हुए, ५६७ जगदवृत्तिप्रद:--संसारको जीविका 
अदान करनेवाले, ५६८ चक्रवर्तिश्रेष्ठः --चक्रवती 
“राजाओमिं श्रेष्ठ, ५६९ अद्वयास््धृक्‌- अद्वितीय 
दाख्रधारी वीर ॥ २१५॥ 
सनकादिमुनिप्राप्यभगयद्भक्तिवर्घनः t 
बर्णाश्रमादिधर्माणां कर्ता वक्ता प्रवर्तक: ॥ २९६ ॥ 
५७० सनकादिमुनिप्राप्यभगवद्धक्ति- 
वर्धन:---सनकादि मुनियोंसे प्राप्त होने योग्य 
अगवद्धक्तिका विस्तार करनेवाले, ५७१ वर्णाश्रमादि- 
धर्माणां कर्ता--वर्ण और आश्रम आदिके धमेकि 
जनानेवाळे, ५७२ वक्ता--वर्ण और आश्रम आदिके 


घर्मोका उपदेश करनेवाले, ५७३ प्रवर्तकः--उक्त 
धर्मोका प्रचार करनेवाले ॥ २१६ ॥ 
सूर्यवंशध्वजो रामो राघवः सद्गुणार्णवः । 
काकुत्स्थो वीरराजायों राजधर्मधुरन्घरः ॥ २१७ ॥ 
५७४ सूर्यवंशध्वजः--सूर्यवेशकी कीर्ति- 
पताका फहरानेवाले श्रीरघुनाथजी, ५७५ रामः 
योगीजनॉके रमण करनेके लिये नित्यानन्दस्वरूप 
परमात्मा, मर्यादापुरुषोत्तम भगवान्‌ श्रीरमचन्द्रजी, ५७६ 
राघवः --रघुकुल्में जन्म अहण करनेवाले, ५७७ 
सदगुणार्णवः--उत्तम॒ गुणोके सागर, ५७८ 
काकुत्स्थः ककुत्स्थ-पदवी धारण करनेवाले राजा 
पुरक्षयकी कुल-परम्परामें अवतीर्ण, ५७९ दीर- 
राजार्य:--वीर राजाओंमें श्रेष्ठ, ५८० राजधर्म- 
धुरन्धरः --राजधर्मका भार वहन करनेवाले ॥ २१७.॥ 
नित्यस्वस्था्जयः सर्वभद्रमाही शुभैकदूक्‌ । 
नररत्रं रखगर्भ्मे धर्माध्यक्षो महानिधिः ॥ २१८ ॥ 
५८१ नित्यस्वस्थाश्रयः--सदा अपने स्वरूपमें 
स्थित रहनेवाले महात्माओके आश्रय, ५८२ सर्वभब्र-- 
आही--समस्त कल्यार्णोकी प्राप्ति करानेवाल़ें, ५८३ 
शुभैकदृव्ह--एकमात्र शुभकी ओर ही दृष्टि रखनेवाले, 
५८४ नररत्रम--मनुष्यॉमे श्रेष्ठ, ५८५ 
र्त्रगर्भः-- अपनी माताके गर्भके रत्न अथवा अपने 
भीतर रलमय गुणोंको धारण करनेवाले, ५८६ 
अमध्यिक्ष:--धर्मके साक्षी, ५८७ भहानिधि:-- 
अखिल भूमण्डलके सम्राट्‌ होनेके कारण बहुत बड़े 
कोषवाले॥ २१८ ॥ ९ 
सर्वश्रेष्ठाव्मयः सर्वडास्त्रास्त्रप्नासवीर्यब्यान्‌ । 
जगदीशो दाहारथिः सर्वरल्राश्रयो नृपः ॥ २९९ ॥ 
५८८ सर्वश्रेष्ठाभ्रय:--सबसे. श्रेष्ठ आश्रय, 
५८९ सर्वशरारग्रामवीर्यवान्‌--समस्त अख- 
अख्रेके समुदायकी शक्ति रखनेवाले, ५९० 
जगदीशः--सम्पूर्ण जगत्के स्वामी, ५९९ 
दाशरथि:--अयोध्याके चक्रवर्ती नरेशः महाराज 
दशरथके प्राणाधिक प्रियतम पुत्र, ५९२ सर्वरल्लाश्रयो 
नृपः--सम्पूर्ण रलॉके आश्रयभूत राजा॥ २१९॥ 


उत्तरखण्ड ] 


+ नाम-कोर्तमकी भहिया तथा श्रीविष्णुसहरूनामस्तोत्रका वर्णन ० 


2७७७००११००३७०-९७९०००००५७4५०३०७५३०५००७०७०००९०९५००००००००-०५५०००००००५५०००००९१९९०९३५:३७:-००-००००-०५-७००००९००००५०००-०००-०९०.. 


७१९ 


समस्तधर्मसूः सर्वधर्मद्रशाखिलार्तिहा । 
अतीन्द्रो ज्ञानविज्ञानपारद्रष्ठा क्षमाम्बुधि: ॥ २२० ॥ 
५९३ समस्तधर्मसुः--समस्त धर्मोको उत्पन्न 
करनेवाले, ५९४ सर्वधर्मद्रष्टा--सम्पूर्ण ध्ोपर दृष्टि 
रखनेवाले, ५९५ अखिलार्तिहा--सबकी पीड़ा दूर 
करनेवाले अथवा समस्त पीड़ाओंके नाशक, ५९६ 
अतीन्द्रः --इन्द्रसे भी बढ़कर ऐश्वर्यशाली, ५९७ 
ज्ञानविज्ञानपारद्रष्ठा ज्ञान और विज्ञानके पारंगत, 
५९८ क्षमाम्खुधिः —क्षमाके सागर ॥ २२०॥ 
सर्वप्रकृष्टः शिष्टेष्टो हर्षशोकाद्यनाकुलः । 
पित्राज्ञात्यक्तसाग्राज्यः सपत्नोदयनिर्भयः ॥ २२९ ॥ 
५९९ सर्वप्रकृष्टः--सबसे श्रेष्ठ, ६०० 
शिष्टेष्टः:--शिष्ट पुरुषोके इष्टदेव, ६०१ हर्ष- 
शोकाद्यानाकुलः:--हर्ष और शोक आदिसे विचलित 
न होनेवाले, ६०२ पित्राञ्चात्यक्तसाग्राज्यः--पिताकी 
आज्ञासे समस्त भूमण्डलका साम्राज्य त्याग देनेवाले, 
६०३ संपल्लोदयनिर्भय: -- शत्रुऑके उदयसे भयभीत 
न होनेवाले॥ २२१ ॥ 
गुहादेशार्पितैक्वर्यः शिवस्पर्थाजटाधरः । 
चित्रकूटापरल्राद्रिर्जगदीशो अनेचरः ॥ २२२ ॥ 
६०४ शुहादेशार्पितैश्वर्थ:--वनवासके समय 
पर्वतकी कन्दराओंको ऐश्वर्य समर्पित करनेचाले--अपने 
निवाससे गुफाओंको भी ऐश्वर्य-सम्पन्न बनानेवाले, 
६०५ शिवस्पर्धाजटाधरः--शङ्करजीकी जटाओंसे 
होड़ कगानेवाली जटाएँ धारण करनेवाले, ६०६ 
चित्रकूटापरल्लाद्रिः चित्रकूटको निवास-स्थल 
बनाकर उसे रल्रमय पर्वत (मेरुगिरि) की महत्ता प्राप्त 
करानेनाले, ६०७ जगदीश: --सम्पूर्ण जगत्के ईश्वर, 
६०८ बनेचर:--वनमें विचरनेवाले॥ २२२॥ 
यथेष्टामोघसर्वाख्रो देखेन्द्रतनयाक्षिहा । 
अहोन्द्रादिनतैषीको मारीचप्नोः विराधहा ॥ २२३॥ 
६०९ यथेष्टामोघसर्वास्रः--जिनके सभी अस्त्र 
इच्छानुसार चलनेवाले एवं अचूक हैं, ६१० देवेन्द्र- 
तनयाक्षिहा--देवराजके पुत्र जयन्तकी आँख 
फोड्नेवाले, ६११ ब्रहोन्द्रादिनतैषीक:--जिनके 


चलाये हुए सींकके बाणको ब्रह्मा आदि देवताओनि भी 
मस्तक झुकाया था, ऐसे प्रभावशाली भगवान्‌ श्रीराम, 
६१२ मारीच्नः--मायामय मृगका रूप धारण 
करनेवाले मारीच नामक राक्षसके नाशक, ६९३ 
विराधहा--विराधका वध करनेवाले ॥ २२३ ॥ 


ब्रह्मशापहताशेषदण्डकारण्यपावनः t 
चतुर्दशसहस्रो्रक्षो्नैकदारैकघूक ॥२२४॥ 
६१४ श्रहाशापहताशषदण्डकारण्यपावनः 


ब्राह्मण (शुक्राचार्य) के शापसे नष्ट हुए 
दण्डकारण्यको अपने निवाससे पुनः पावन बनानेवाले 
६१५ चतुर्दशसहर्रोग्ररक्षोप्रैकशरैकधूकू- चौदह 
हजार भयङ्कर राक्षसोंको मारनेकी शक्तिसे युक्त एकमात्र 
बाण धारण करनेवाले ॥ २२४॥ 
खरारिस्त्रिशिरोहन्ता दूषणघ्रो जनार्दनः । 
जटायुषोऽभिगतिदोऽगस्त्यसर्वस्वमन्त्रराद्‌ ॥ २२५॥ 
६१६ खरारि:--खर नामक राक्षसके शत्रु, 
६१७ त्रिशिरोहन्ता- त्रिशिराका वध करनेवाले, 
६९८ दूषणघ्मः--दूषण नामक राक्षसके प्राण 
लेनेवाले, ६१९ जनार्दन:--भक्तल्लेग जिनसे अभ्युदय 
एवे निःश्रेयसरूप परम पुरुषार्थकी यांचना करते हैं, 
६२० जटायुषोऽसिगतिदः-जटायुका दाह-संस्कार 
करके उन्हें उत्तम गति प्रदान करनेवाले, ६२१ 
आगस्त्यसर्वस्वमन्त्रराद्‌-जिनका नाम महर्षि अगस्त्यका 
सर्वस्वं एवं मन्त्रोका राजा है ॥ २२५॥ 
लीलाथनुष्कोट्यपास्तदुन्दुभ्यस्थिमहाचल: । 
सप्ततालळव्यधाकृष्टष्वस्तपातालूदानचः ॥ २२६ ॥ 
६२२ लीलाधनुष्कोट्यपास्तदुन्दुभ्यस्थि- 
'महाचल:--खेल-खेलमें ही दुन्दुभि नामक दानवकी 
हङ्कियोंकि महान्‌ पर्वतको धनुषकी नोकसे उठाकर दूर 
फेंक देनेवाले, ६२३ सप्ततालव्यथाकृष्टध्वस्त- 
पातालुदानवः--सात तालवृक्षोके वेधसे आकृष्ट 
होकर आये हुए पातालबासी दानवका विनाश 
करनेवाले ॥ २२६॥ 
सुग्रीबराज्यदोऽहीनमनसैवाभयप्रदः t 
हनुमइद्रभुख्येश: समस्तकप्दिहभृत्‌ ॥ २२७ ॥ 


७९२ 


* अचंयस्व हवीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पदापुराण 


६२४ सुग्रीवराज्यद:-- सुम्रोवको राज्य देनेवाले, 
६२५ अहीनमनसैवाभयप्रदः-उदार चित्तसे 
अभय-दान देनेवाले, ६२६ हनुमह्दुद्रमुख्येशः-- 
हनुमानजी तथा भगवान्‌ शङ्करके प्रधान आराध्यदेव, 
६२७ समस्त्कपिदेहधृत्‌- सम्पूर्ण वानरोंके झरीरोंका 
घोषण करनेवाले ॥ २२७॥ 


सनागदैत्यबाणैकव्याकुलीकृतसागरः । 
'सम्सेष्छकोटिबापौकरुष्कनिर्दग्यसागरः ॥ २२८ ४ 
६२८ समागदैत्यबाणैकव्याकुलीकृत- 


सागरः--एक ही बाणसे नाग और दैत्यॉसहित 
समुद्रको क्षुब्ध कर देनेवाले, ६२९ सम्लेच्छकोटि- 
खाणैकशुष्कनिर्दग्धसागरः--एक ही बाणसे करोड़ों 
म्लेच्छोंसहित समुद्रको सुखा देने और जला 
डालमेवाले ॥ २२८ ॥ 


समुद्राद्भधुतपूर्वकबद्धसेतुर्यशो निधि: f 
असाध्यसाधको एङ्कासमूर्त्रेत्साददक्षिणः ॥ २२९ ॥ 
६३० समुद्रादभुतपूर्वैकद्धसे्तुः-- समुद्रम 


पहले-पहल एक अद्भुत पुल बाँधनेवाले, ६३९ 
'यशोनिधिः--सुयशाके भंडार, ६३२ असाध्य- 
साधकः -- असम्भवको भी सम्भव कर दिखानेवाले, 
६३३ लङ्कासमूलोत्साददक्षिणः-¬ल्ङ्ाको जड़से 
नष्ट कर डाळनेमें दक्ष ॥ २२९ ॥ 
खरद्प्तजगच्छल्यपौलस्त्यकुत्टकृन्तनः ॥॥ 
राखणिघः प्रहस्तच्छित्कुम्पकर्णभिदुम्हा ॥ २३० ॥ 
६३४ वरदृप्तजगच्छल्यपौलस्त्यकुछकृन्तनः-- 
खर पाकर घमंडसे भरे हुए तथा संसारके लिये 
कण्टकरूप रावणके कुलका उच्छेद करनेवाले, ६३५ 
रावणिप्न:--- लक्ष्मणरूपसे रावणके पुत्र मेघनादका 
यध करनेवाले, ६३६ प्रहस्तच्छित--त्रहस्तका मस्तक 
कारमेवाले, ६३७ कुम्भकर्णभित्‌- कुभ्भकर्णको 


विदीर्ण करनेवाले, ६३८ उद्रहा-- भयङ्कर राक्षसोंका 

बध करनेवाले ॥ २३०॥ 

रावणैव्कशिरश्छेत्ता निःशङ्केन्द्रैकराज्यदः । 

स्वर्गास्वर्गत्वचिच्छेदी देवेन्दरानिन्द्रताहरः ॥ २३९ ॥ 
६३९ रावणैकशिरइछेत्ता--राबणके सिर 

काटनेवाले एकमात्र वीर, ६४० निःशङ्केन्द्रैक- 

राज्यदः--निःझङ्क होकर इन्द्रको एकमात्र राज्य 


देनेवाले, ६४९ स्वर्गास्वर्गत्वविच्छेदी --स्वर्गकी 
अस्वर्गताको मिटा डालनेवाले,* ६४२ देेन्द्रा- 
निम्द्रताहरः--देवराज इन्द्रकी अनिन्द्रता दूर 
करनेवाले† ॥ २३१ ॥ 

रक्षोदेवल्वइद्धर्माधर्मत्यप्न:ः पुरुष्टुतः । 
नतिमात्रदशास्यारिर्दत्तराज्यविभीषणः ॥ २३२॥ 


६४३ रक्षोदेवत्वहत्‌-- गक्षसलोग जो देवताओंको 
हटाकर स्वयं देवता बन बैठे थे, उनके उस देवत्वको हर 
लेनेवाळे, ६४४ श्रर्माधर्मत्वन्न:--- धर्मकी अधर्मताका 
नाश करनेवाले, (राक्षसोंके कारण घर्म भी अधर्मरूपमें 
परिणत हो रहा था, भगवान्‌ रामने उन्हें मारकर धर्मको 
पुनः अपने स्वरूपमें प्रतिष्ठित किया), ६४५ पुरुष्टुतः -- 
बहुत लोगोंके द्वारा स्तुत होनेवाले, ६४६ नतिमात्रदशा- 
स्यारि:--नत मस्तक होनेतक ही रावणको शत्रु 
माननेवाले, ६४७ दत्तराज्यविभीषणःविभीषणको 
राज्य प्रदान करनेवाले ॥ २३२ ॥ 
सुघावृष्टिमृताशेषस्वसैन्योज्नीवनैककृत्‌ । 
देवव्राह्मणनामैक घाता सर्वामरार्चितः ॥ २३३ ॥ 

६४८ सुधायृष्टिमृताशषस्वसैन्योज्जीवनैक- 
कृत--सुध्यकी वर्षा कराकर अपने समस्त मरे हुए 
सैनिकॉको जीवन प्रदान करनेवाले, ६४९ देवन्राहाण- 
नामैकधाता--देवता और ब्राह्मणके नामॉके एकमात्र 
रक्षक, वे यदि न होते तो देवताओं एवं ज्राहाणोका 


+ राक्षसोने 'स्वर्ग'का वैभव लूटकर उसे 'अस्वर्ग' बना दिया था, भगवान्‌ रामने रावणको भारकर पुनः उसे अपनी प्रतिष्ठाक 


अनुरूप बनाया, स्वर्गकी अस्वर्गता दूर कर दी। 


+ रावणने इन्द्रको इन्द्रपदसे हटा दिया था, वे 'अनिन्दर/ (इन्द्रपदसे च्युत) हो गये थे; श्रीरामे उनकी अनिन्द्रता दूर की--5न्‍्हें 


पुनः इन्द्रके सिंहासनपर बिठाया। 


उत्तरखण्ड ] 


* नाम-कीर्तनकी महिमा तथा श्रीविष्णुसहस्ननामस्तोत्रका वर्णन + 


७१२ 


,eessseeses4%e५e५%०००५५०५५५५९०५०००५५५५५५४४५५५४०५५५, 


नाम-निशान मिट जाता, ६५० सर्वामरार्चितः -- 
सम्पूर्ण देवताओंसे पूजित ॥ २३३ ॥ 
अहासूर्येन्द्ररुादियुन्दार्पितसतीप्रियः ॥ 
अयोध्याखिलराजाग्रयः सर्वभूतमनोहरः ॥ २३४ ॥ 
६५१ ब्रह्मसूर्येन्द्ररद्रादिवृन्दार्पितसत्तीध्रिय:-- 
ब्रह्मा, सूर्य, इन्द्र तथा रुद्र आदि देवताओंके समूह- 
द्वारा शुद्ध प्रमाणित करके समर्पित की हुई सती 
सीताके प्रियतम, ६५२ अयोध्याखिलराजाग्रय:-- 
अयोध्यापुरीके सम्पूर्ण राजाओंमें अग्रगण्य, ६५३ 
सर्वभूतमनोहरः अपने सौन्दर्य-माधुर्यके कारण 
सम्पूर्ण प्राणियोंका मन हरनेवाले ॥ २३४ ॥ 
स्वाम्यतुल्यकृपादण्डो हीनोत्कृष्टेकसत्प्रिय: । 
श्रपक्ष्यादिन्यायदर्शी हीनार्थाधिकसाधकः ॥ २३५ ॥ 
६४ स्वाम्यतुल्यकृपादण्ड:--प्रभुताके 
अनुरूप ही कृपा करने और दण्ड देनेवाले, ६५५ 
हीनोत्कृष्टैकसत्रियः --उँच-नीच--सबके सचे 
प्रेमी, ६५६ श्रपक्ष्यादिन्यायदर्शी--कुत्ते और पक्षी 
आदिके प्रति भी न्याय प्रदर्शित करनेवाले, ६५७ 
हीनार्थाध्रिकसाधकः ---असहाय पुरुषॉके कार्यकी 
अधिक सिद्धि करनेवाले ॥ २३५॥ 
'बधव्याजानुचितकृत्तारकोऽस्विलतुल्यकृत्‌ ॥ 
पावित्रयाधिक्यमुक्तातमा प्रियात्यक्तः स्मरारिजित्‌ ॥ २३६ ॥ 
६५८ वधव्याजानुचितकृत्तारक:-- अनुचित 
कर्म करनेवाले लोगोंका वधके बहाने उद्धार करनेबाले, 
६५९ अख्िरूतुल्यकृत्‌--सनके साथ उसकी 
योग्यताके अनुरूप बर्ताव करनेवाले, ६६० 
पाबित्रयाधिक्यमुक्तात्या- अधिक पवित्रताके कारण 
नित्यमुक्त स्वभाववाले, ६६९ प्रियात्यक्तः प्रिय पत्नी 
सीतासे कुछ कालके लिये वियुक्त, ६६२ 
स्मरारिजित्‌--कामदेवके शत्रु भगवान्‌ शिवको भी 
जीतनेवाले ॥ २३६॥ 
साक्षात्कुशरूवच्छडाद्राखिलो हापराजित: । 
वकोसरलेन्रो वीरबाहुः सत्यार्थत्यक्तसोद्रः ॥ २३७ ॥ 
६६३ साक्षात्कुशल्वच्छद्मद्रावितः-कुश 
और लवके रूपमें स्वयं अपने-आपसे युद्धमें हार 
जानेवाले, ६६४ अपराजितः --वास्तवमें कभी 


किसीके द्वारा भी परास्त न होनेवाले, ६६५ 

कोसलेन्द्र: कोसळ देशके ऐश्वर्यशाली सम्राट, ६६६ 

जोरबाहु:--शक्तिशालिनी भुजाओंसे युक्त, ६६७. 
सत्यार्थस्यक्तसोदरः--सत्यकी रक्षाके लिये अपने भाई 

छक्ष्मणका त्याग करनेवाले ॥ २३७ ॥ 
शरसंधाननिर्धृतधरणीमण्डलो 


जय: । 
ब्रह्मादिकामसांनिध्यसनाथीकृतदैवत : ॥ २३८ ॥ 
६६८ झरसंधाननिर्धूतधरणोमण्डल: -- 


बाणेंके संधानसे समस्त भूमण्डलको कँपा देनेवाले, 
६६९ जयः--विजयशील, ६७० ब्रह्मादि- 
कामसांनिध्यसनाथीकृतदैबतः--ब्रह्मा आदिकी 
कामनाके अनुसार समीपसे दर्शन देकर समस्त 
देवताओंको सनाथ करनेवाले ॥ २३८॥ 
ब्रहमस्त्रेकाञचाण्डारूद्यसी्रप्राणिसार्थकः । 
स्वनीतगर्दभश्वादिश्विरायोध्याबवैककृत्‌॒ ॥ २३९ ॥ 
६७९ ब्रहलोकाप्तचाण्डालाद्य- 
ओषप्राणिसार्थक:--चाप्डाल आदि समस्त 
प्राणियोंको ब्रह्मलोकमें पहुँचाकर कृतार्थ करनेवाले, 
६७२ स्वर्नीतगर्दभश्चादिः--गदहे और कुत्ते 
आदिको भी स्वर्गलोकमें ले जानेबाले, ६७३ 
चिरायोध्यावनैककृत्‌ू--चिरकालतक अयोध्याकी 
एकमात्र रक्षा करनेवाले ॥ २३९ ॥ 
रामो द्वितीयसौमित्रिर्लक्ष्मणः प्रहतेन्द्रजित्‌ । 
विष्णुभक्त: सरामाङ्घ्रिपादुकाराज्यनिर्वृतिः ॥ ९४० ॥ 
६७४ रामः: --मुनियोंका मन रमानेवाले भगवान्‌ 
श्रीराम, ६७५ द्वितीयसौमित्रिः--सुमित्राकुमार 
लक्ष्मणको साथ रखनेवाले, ६७६ रूक्ष्मणः--शुभ 
रक्षणोंसे सम्पन्न लक्ष्मणरूप, ६७७ प्रहतेन्द्रजित्‌-- 
लक्ष्मणरूपसे मेघनादका वध करनेवाले, ६७८ 
बिष्णुभक्तः---विष्णुके अवतारभूत भगवान्‌ श्रीरामके 
भक्त भरतरूप, ६७९ सरामाङ्घरिपादुकाराज्य- 
निर्वृति:--श्रीरामचन्द्रजीकी चरणपादुकाके साथ मिले 
हुए राज्यसे संतुष्ट होनेबाले भरतरूप ॥ २४० ॥ 
भरतोऽसहागन्धर्वकोटिध्ो  लखणान्तक: । 
झल्ुप्नो चैद्वराडायुवेंट्गभीषधीपति: ॥ २४९ ॥ 
६८० भरतः--प्रजाका भरण-पोषण करनेवाले 


9९४ ५ अर्चयस्व हृषीकेशं यदीच्छसि परं पदप्‌ + [ संक्षिप्त पद्मपुराण 
कैकेयीकुमार भरतरूप, ६८१ असहागन्धर्य- नाम (धारण करनेबाले अग्नि देवता, ७०० वेदधर्म- 


कोटिघ्नः--करोझेँ दुःसह गन्धर्वोका वध करनेवाले, 
६८२ लवणानतक:--लवणासुरको मारनेवाले 
जत्रुघ्ररूप, ६८३ शात्रुघ्: -- शत्रुओंका वध करनेवाले 
सुमित्राके छोटे कुमार, ६८४ बैद्यराट्‌ू--वैद्योंके राजा 
धन्वन्तरिरूप, ६८५ आयुर्वेदगर्भौषधीपतिः-- 
आयुर्वेदके भीतर वर्णित ओषधियोंके स्वामी ॥ २४१ ॥ 
नित्यामृतकरो धन्वन्तरिर्यज्ञो जगद्धर: । 
सूर्यारिघ्र: सुराजीवो दक्षिणेशो द्विजप्रियः ॥ २४२ ॥ 
६८६ नित्यामृतकर:--हाथोंमें सदा अमृत लिये 
रहनेवाले, ६८७ धन्वन्तरि:--घन्वन्तरि नामसे प्रसिद्ध 
एक वैद्य, जो समुद्रसे प्रकट हुए और भगवान्‌ नारायणके 
अंश थे, ६८८ यज्ञः--यज्ञस्वरूप, ६८९ 
जगद्धरः--सेसारके पालक, ६९० सूर्यारिच्नः-- 
सूर्यके शत्रु (केतु) को मारनेवाले, ६९१ सुराजीब:-- 
अमृतके द्वारा देवताओंको जीवन प्रदान करनेवाले, 
६९२ दक्षिणेश: --दक्षिण दिशाके स्वामी धर्मराजरूप, 
६९३ द्विजप्रिय:--बआ्राह्मणोंके प्रियतम ॥ २४२ ॥ 
छिन्नमूर्घापदेशार्कः शेषाङ्गस्थापितासरः । 
विश्वार्थारेषकृद्राहुषिरश्छेत्ताक्षताकृतिः ॥ २४३ ॥ 
६९४ छिलन्नमूर्धापदेशार्क:--जिसका मस्तक 
कटा हुआ है तथा जो कहनेमात्रके लिये सूर्य 
*स्वर्भानु' नाम धारण करता है, ऐसा राहु नामक ग्रह, * 
६९५ शोषाङ्गस्थापितामर:---जिसके शेष अड्डॉमें 
अमरत्वकी स्थापना हुई है, ऐसा राहु, ६९६ 
विश्वार्थाशोषकृत्‌--संसारके सम्पूर्ण मनोरथोंको सिद्ध 
करनेवाले भगवान, ६९७ राहुशिरइछेत्ता-- राहुका 
मस्तक काटनेवाले, ६९८ अक्षताकृति:---स्वयं किसी 
अकारकी भी क्षतिसे रहित शरीरवाले ॥ २४३ ॥ 
वाजपेयादिनामामिर्वेददर्मपरायण: ॥ 
श्वेतद्वीपपतिः साँख्यप्रणेता सर्वसिद्धिराद ॥ २४४ ॥ 
६९९ बाजपेयादिनामाग्रि:--वाजपेय आदि 


'परायण:--वेदोक्त धर्मके परम आश्रय, ७०१ श्वेत- 


ड्वीपपति:---श्वेतद्वीपके स्वामी, ७०२ 
सांख्यप्रणेता--सांख्यशाख्रकी रचना करनेवाले 
कपिलखरूप, ७०३ सर्वसिद्धिराद्‌- सम्पूर्ण 
सिद्धियोंके सजा ॥ २४४ ॥ 
विश्वप्रकाशितज्ञानयोगमोहतमिस्त्रहा ॥| 


देवहुत्यात्पजः सिद्ध: कपिलः कर्दपात्मज: ॥ २४५ ॥ 
७०४ व्िक्षप्रकाशितज्ञानयोगमोहतमिस्रहा-- 
संसारमें ज्ञानयोगका प्रकाश करके मोहरूपी अन्धकारका 
नाश करनेवाले, ७०५ देवहूत्यात्मज: --मनुकुमारी 
देवहूतिके पुत्र, ७०६ सिद्ध:--सब प्रकारकी 
सिद्धियोंसे परिपूर्ण, ७०७ कपिल:--कपिल नामसे 
प्रसिद्ध भगवानके अवतार, ७०८ कर्दमात्मज:-- 
कर्दम ऋषिके सुयोग्य पुत्र ॥ २४५ ॥ 
योगस्वामी ध्यानभङ्गसगरात्मजभस्मकृत्‌। 
धर्मो वृषेन्द्रः सुरभीपति: शुद्धात्मभाखितः ॥ २४६ ॥ 
७०९ योगस्वामी--साख्ययोगके स्वामी, ७१० 
ध्यानभङ्गसगरात्मजभस्मकृत्‌--ध्यास भङ्ग होनेसे 
सगर-पुत्रोंको भस्म कर डालनेवाले, ७११ धर्म: 
जगत्‌की धारण करनेवाले धर्मके स्वरूप, ७९२ 
वृषेन्द्रः- श्रेष्ट वृषभकी आकृति धारण करनेवाले, 
७१३ सुरभीपति:--सुरभी गौके स्वामी, ७९४ 
झुद्धात्मभावित:--शुद्ध अन्तःकरणमें चिन्तन किये 
जानेवाले ॥ २४६ ॥ 
झम्भुर्खिपुरदाहैकस्थैर्यविश्वरथोडहः ॥ 
अक्तझाम्धुजितो दैत्यामृतवापीसमस्तपः ॥ २४७ ॥ 
७१५ शम्भुः--कल्याणकी उत्पत्तिके स्थानभूत, 
शिवस्वरूप, ७१६ त्रिपुरदाहेकस्थैर्यविश्व- 
रथोइह:--त्रिपुस्का दाह करनेके समय एकमात्र स्थिर 
रहनेवाले और विश्वमय रथका वहन करनेवाले, ७९७ 
भक्तशम्भुजित्त:--अपने भक्त शिवके द्वारा पराजित, 


* राहुका एक नाम 'स्वर्भानु' भी है; 


इस अकार कहनेके लिये तो वह भानु है, पर जास्तवमें अन्धकाररूप है। प्रत्येक ग्रह 


भगवानूकी दिव्य विभूति है, इसलिये बह भी भगवत्स्वरूप ही है। 


+ नाम-कीर्तनकी महिमा तथा भ्रीखिष्णुसहस्त्रनामस्तोत्रका वर्णन « 


७१५ 


७१८ दैत्यामृतवापीसमस्तपः- -त्रिपुरनिवासी दैत्यांकी मारनेवाले, ७३६ मुष्टिकप्रः--मुष्टिकके प्राण 


अमृतसे भरी हुई सारी बालीको गोरूपसे पी जाने- 
वाले ॥ २४७ ॥ 
महाप्रल्यविश्वैकनिल्ृयोऽरिविलनागराट्‌ । 
शोषदेल: सहस्राक्षः सहस्रास्यशिरोभुजः ॥ २४८ ॥ 
७१९ महाप्रलयविश्वैकनिल्य: --महाप्रलयके 
समय सम्पूर्ण विश्वके एकमात्र निवासस्थान, ७२० 
अखिलमागरादू--सम्पूर्ण नागोंके राजा शेषनाग- 
स्वरूप, ७२१ शेवदेवः--प्रलयकालमें भी शोष 
रहनेवाले देवता, ७२२ सहस्ब्राक्ष:--सहस्ीरों नेत्रवाले, 
७२३ सहतस्त्रास्यशिरो भुजः--सहस्त्रों मुख, मस्तक 
और भुजाओंबाले ॥ २४८ ॥ 
'फणामणिकणाकारयोजिताच्छाम्युदक्षिति: । 
कालागिरुद्रजनको मुशलास्त्रो हल्लायुध: ॥ २४९ ॥ 
७२४ फणामणिकणाकारयोजिताच्छाम्बुद- 
क्षितिः--फनोंकी मणियोंके कणोंके आकारसे पृथ्वीपर 
श्वेत बादलोंकी घटा-सी छा देनेवाले, ७२५ 
कालाभिरुद्रजनक: भयङ्कर कालाग्नि एवं संहारमूर्ति 
रुद्रको प्रकट करनेवाले, ७२६ मुशल्कास्त्र:--मुशलको 
अस्त्ररूपमें ग्रहण करनेवाले शेषावतार बलरामरूप, 
७२७ हलायुधः--हलरूपी आयुधवाले) २४९ ॥ 
नीलाम्बरो वारुणीशो मनोवाक्वायदोषहा । 
असंतोषदृष्टिमात्रपातितैकदशानन: ॥ २५० ॥ 
७२८ नीलाम्बरः---नीलवरूघारी, ७२९ 
खारुणीश:---वारुणीके स्वामी, ७३० मनोवाक्काय- 
दोषहा--मन, वाणी और शरीरके दोष दूर करनेवाले, 
७३१ असंतोषदृष्टिमात्रपातितैकद॒शानन:-- 
असंतोषपूर्ण दृष्टि डालनेमात्रसे ही पातालमें गये हुए 
रावणको गिरा देनेवाले शेषनागरूप ॥ २५० ॥ 
बिलसंयमनो घोरो रौहिणेयः प्रलम्बहा । 
मुष्टिकञ्ो द्विविदहा कालिन्दीकर्षणो बल: ॥ २५१ ॥ 
७३२ बिलसंयमन:--सातों पाताललोकोको 
काबूमें रखनेवाले, ७३३ घोरः--प्रलयके समय 
भयङ्कर आकृति घारण करनेवाले, ७३४ रौहिणेय:-- 
रोहिणीके पुत्र, ७३५ प्रलम्बहा--प्रलम्ब दानवको 


लेनेवाले, ७३७ हिविदहा--द्विविद नामक वीर 
वानरका वध करनेवाले, ७३८ कालिन्दीकर्षण:-- 
'यमुनाकी धाराको खींचनेवाले, ७३९ बल:--बलके 
मूर्तिमान्‌ स्वरूप ॥ २५१ ॥ 
रेवतीरमणः पूर्वभक्तिखेदाच्युताप्रजः । 
देवकीजसुदेवाह्वकश्यपादितिनन्दनः ॥ २५२ ॥ 
७४० रेवतीरमण: अपनी पत्नी रेवतीके साथ 
रमण करनेवाले, ७४१ पूर्वभक्तिखेदाच्युताग्रज:-- 
पूर्वजन्ममें लक्ष्मणरूपसे भगवान्‌की निरन्तर सेवा 
करते-करते थके रहनेके कारण दूसरे जन्ममें भगवान्‌की 
इच्छासे उनके ज्येष्ठ बन्धुके रूपमें अवतार लेनेबाले 
बलरामरूप, ७४२ देवकीवसुदेवाह्कश्यपादिति- 
नन्दनः--वसुदेव और देवकीके नामसे प्रसिद्ध महर्षि 
कदयप और अदितिको पुत्ररूपसे आनन्द देनेवाले 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ॥ २५२ ॥ 
वार्ष्णेयः सात्वतां श्रेष्ठ; शौरिर्यदुकुलेश्वरः । 
नराकृतिः परं ब्रह्मा सव्यसाचिवरप्रदः ॥ २५३ ॥ 
७४३ सार्ष्णेयःवृष्णिकुलमें उत्पन्न, ७४४ 
सात्वतां श्रेष्ठः--सात्वत कुलमें सर्वश्रेष्ठ, ७४५ 
'शौरिः-- शूरसेनके कुलमें अवतीर्ण, ७४६ 
यदुकुलेश्वरः --यदुकुलके स्वामी, ७४७ नराकृतिः 
मानब-शरीर धारण करनेवाले श्रीकृष्ण, ७४८ परं 
ब्रह्म वस्तुतः परमात्मा, ७४९ सव्यसाचिखरप्रदः- 
अर्जुनको वर देनेवाले ॥ २५३ ॥ 
ब्रह्मादिकाम्यल्लालित्यजगदाक्षर्यशैशालः । 
पूतनाघ्रः झकटमिदायमलार्जुनभक्षकः ॥ २५४ ॥ 
७५० ब्रह्मादिकाम्यलछालित्यजगदाश्चर्य- 
जैशबः--ब्रह्मा आदि भी जिन्हें देखनेकी इच्छा रखते हैं 
तथा जो सम्पूर्ण जगत्को आश्चर्यमें डालनेवाली हैं, ऐसी 
ललित बाललीलाओंसे युक्त श्रीकृष्ण, ७५१ पूतनाप्न:-- 
पूतनाके प्राण लेनेवाले, ७५२ शकटभित्‌--लातके 
हलके आघातसे छकड़ेको चकनाचूर कर देनेवाले, ७५३ 
'यमलार्जुनभञ्जक:-- यमलार्जुन नामसे प्रसिद्ध दो जुड़ने 
वृक्षोंको तोड़ डालनेवाले ॥ २५४ ॥ 


* अर्चयस्व इवीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पश्मपुराण 


बातासुरारिः केशिप्लो धेनुकारिर्गवीश्वरः । 
दाभोदरो गोपदेबो यशोदानन्ददायकः ॥ २५५ ॥ 
७५४ खातासुरारिःतृणावर्तके शत्रु, ७५५ 
केशिप्न:--केशी नामक दैत्यको मारनेवाले, ७५६ 
धेनुकारि:----धेनुकासुरके शत्रु, ७५७ गवीश्चरः-- 
गौओकि स्वामी, ७५८ दामोदर:---उदरमें यशोदा 
मैयाद्वारा रस्सी बाँधी जानेके कारण दामोदर नाम धारण 
करनेवाले, ७५९ गोपदेखः---ग्बालोंके इष्टदेव, 
७६० यशोदानन्द्दायक:--थशोदा मैयाको आनन्द 


देनेवाले ॥ २५५ ॥ 

कालीयमर्दनः सर्वगोपगोपीजनभ्रियः । 

छीलागोवर्धनधरो गोविन्दो गोकुलोत्सवः ॥ २५६ ॥ 
७६१ कालीयमर्दनः-~--कालिय नागका 


मान-मर्दन करनेवाले, ७६२ सर्वगोपगोपीजन- 
प्रिय:--समस्त गोपो और गोपियोंके प्रितम, ७६३ 
लीलागोवर्धनधरः- अनायास. ही गोवर्धन पर्वतको 
अगुलीपर उठा लेनेवाळे, ७६४ गोखिन्द:--इन्द्रकी 
वर्षासे गौओंकी रक्षा करनेके कारण कामधेनुद्रारा 
“गोविन्द' पदपर अभिषिक्त भगवान्‌ श्रीकृष्ण, ७६५ 
गोकुलोत्सवः--गोकुलनिवासियोको निरन्तर आनन्द 
अदान करनेके कारण उत्सवरूप ॥ २५६ ॥ 
अरिष्टमथनः क्कामोन्पत्तगोपीसिमुक्तिदः । 
सहाःकुवलयापीडघाती चाणूरमर्दन: ॥ २५७ ॥ 
७६६ अररिष्टमथनः--अरिष्टासुरको नष्ट 
करनेवाले, ७६७ कामोन्मत्तगोपीविमुक्तिदः-- 
प्रेमविभोर गोपीको मुक्ति प्रदान करनेवाले, ७६८ 
संद्य:कुयस्ृ्यापीडघाती --कुवल्यापीड नामक 
हाथीको शीघ्र मार गिरानेवाले, ७६९ चाणूरमर्दन:-- 
चाणूरनामक मल्लको कुचल डालनेवाले ॥ २५७ ॥ 
कंसारिरु्रसेनादिराज्यव्यायारितापरः ॥ 
सुधर्माङ्कितभूसत्रेको जरासंधबलान्तर्कः ॥ २५८ ॥ 
७७० कंसारि:--मथुराके राजा कंसके शत्रु, 
७७१ उग्रसेनादिराज्यव्यापारितामर:- राज्य- 
सम्बन्धी कार्योमें उग्रसेन आदिके रूपमें देवताओंको ही 
नियुक्त करनेवाले, ७७२ सुथर्माङ्कितधूलोकः- 


देवोचित सुधर्मा नामक सभासे भूलोकको भी सुशोभित 
करनेवाले, ७७३ जरासंघबरान्तकः--जरासंधकौ 
सेनाका संहार करनेवाले ॥ २५८ ॥ 
व्यक्तभअजरासंघो भीवसेनयशःप्रदः । 
सांदीपनिमृतापत्यदासा कालान्तकादिजित्‌ ॥ २५९ ॥ 
७७४ त्यक्तभग्नजरासंथ:--युद्धसे भगे हुए 
जरासंधको जीवित छोड़ देनेवाले, ७७५ भीमसेन- 
यशःप्रद:--युक्तिसे जरासंधका वध कराकर 
भीमसेनको यश प्रदान करनेवाले, ७७६ सांदीपनि- 
भूलापत्थदाता--अपने विद्यागुरु सांदीपनिके मरे हुए 
पुत्रको पुनः ला देनेवाछे, ७७७ कालान्तकादिजित्‌-- 
काल और अन्तक आदिपर विजय पानेवाले ॥ २५९ ॥ 
समस्तनारकत्राता सर्वभूपतिकोटिजित्‌। 
रुक्मिणोरमणो रुक्मिशासनो नरकान्तकः ॥ २६० ॥ 
७७८ समस्तनारकत्राता--इारणमें आनेपर 
नरकमें पड़े हुए समस्त आणियोंका भी उद्धार करनेवाले, 
७७९ सर्वभूपतिकोटिजित्‌--रुक्मिणीके विवाहमें 
कणेड़ोंकी संख्यामें आये हुए समस्त राजाओंको परास्त 
करनेवाले, ७८० रु््मिणीरमणः--रुविमणीके साथ 
रमण करनेवाले, ७८९ रुक्मिशासन:--रुक्‍्मीको 
दण्ड देनेवाले, ७८२ नरकान्तकः --नरकासुरका 
बिनाश करनेवाले ॥ २६० ॥ 
समस्तसुन्दरीकान्तो मुरारिर्गरुडध्वज; । 
एकाकिजितरुदरार्कमरुदाद्यस्विलेश्वरः ॥२६९॥ 
७८३ समस्तसुन्दरीकान्त्तः --समस्त सुन्दरियाँ 
जिन्हें पानेकी इच्छा करती हैं, ७८४ सुरारिः--मुर 
नामक दानवके शत्रु, ७८५ गरुडध्वजः -- गरुडे 
चिहसे चिहित ध्वजावाले, ७८६ एकार्किजितरुद्वार्क- 
मरूदाद्यखिलेश्वरः-- अकेले ही रुद्र, सूर्य और वायु 
आदि समस्त लोकपालोंको जीतनेवाले ॥ २६१॥ 
देवेन्द्रदर्घहा कल्पहुपालंकृतभूतलः । 
बाणबाहुसहस्रच्छिननन्द्यादिगणकोटिजित्‌ ॥ २६३ ॥ 
७८७ देवेन्द्रदर्पहा--देवराज इन्द्रका अभिमान 
चूर्ण करनेवाले, ७८८ कल्पहुपालंकृतभूतलः-- 
कल्पवृक्षको स्वर्गसे लाकर उसके द्वारा भूतरूकी शोभा 


उत्तरस्वण्ड ] 


= नाम-कोर्तनकी महिमा तथा श्रीविष्णुसहर्नामस्तोत्रका वर्णन « 


बढानेवाले, ७८९ खाणबाहुसहस्त्रच्छित्‌--बाणासुरकी 
सहस्न भुजाओंका उच्छेद करनेवाले, ७९० नन्द्यादि- 
गणकोटिजित्‌--नन्दी आदि करोड़ों शिवगणोंको 
परास्त करनेवाले ॥ २६२ ॥ 
लीलाजितमहादेवो महादेवैकपूजितः । 
इनद्ार्थार्जुननिर्भङ्गजयदः पाण्डवैकधृक्‌ ॥ २६३ ॥ 
७९१ लीलाजितमहादेखः--अनायास ही 
महादेबजीपर विजय पानेवाले, ७९२ महादेवैक- 
पूजितः महादेवजीके द्वारा एकमात्र पूजित, ७९३ 
इन्दरार्थार्जुननिर्भङ्गजयदः--इन्द्रकी प्रसन्नताके लिये 
अर्जुनको अखण्ड बिजय प्रदान करनेवाले, ७९४ 
पाण्डलैकधृक्छ्‌--पाण्डवोंके एकमात्र रक्षक ॥ २६३ ॥ 


'काशिराजशिरङ्छेत्ता रुद्रशक्त्येकमर्दनः । 
विश्वेश्वरप्रसादाक्धः काशिराजसुतार्दनः ॥ २६४ ॥ 
७९५ काहिराजशिरहछेत्ता--काशिराजका 


मस्तक काट देनेवाले, ७९६ रुद्राक्त्येकमर्दनः-- 
रुद्रकी दाक्तिके एकमात्र मर्दन करनेवाले, ७९७ विश्वेश्चर- 
प्रसादाळय़ः --काशीविश्वनाथकी प्रसन्नता प्राप्त 
करनेवाले, ७९८ काशिराजसुतार्दन:-- काझीनरेशके 
पुत्रको पीड़ा देनेवाले ॥ २६४ ॥ 
झम्भुधरतिज्ञांविध्वंसीक्काञञीनिर्दग्धनायकः । 
'काशीशगणकोटिब्रो छोकशिक्षाद्विजार्चकः ॥ २६५ ॥ 
७९९ शाम्भुप्रतिज्ञाविध्वैसी--शङ्करजीकी 
प्रतिज्ञा तोड्नेवाले, ८०० काशीनिर्दग्धनायक:-- 
जिन्होंने काशीको जलाकर अनाथ-सी कर दिया था, वे 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण, ८०१ काशीशगणकोटिप्ल:-- 
काशीपति विश्वेश्वरके करोड़ों गणोंका नाश करनेवाले, 
८०२ लोकशिक्षाह्विजार्चक:---लोकको शिक्षा देनेके 
लिये सुदामा आदि ब्राह्मणोंकी पूजा करनेवाले ॥ २६५ ॥ 
'शिवतीव्रतपोवश्यः पुराशिवचरप्रद: । 
दाङ्करैकप्रतिष्ठाधूवस्वांदाराङ्करपूजकः ॥ २६६ ॥ 
८०३ शिकतीन्रतपोवश्यः--शिवजीकी तीब्र 
तपस्याके वशीभूत होनेवाले, ८०४ पुराशिववरप्रद:-- 
पूर्वकालमें शिवजीको वरदान देनेवाले, ८०५ 
शङ्करैकप्रतिष्ठाधृक्‌--भगवान्‌ शङ्करकी एकमात्र 


प्रतिष्ठा करनेवाले, ८०६--स्वाशशङ्करपूजकः-- 
अपने अंशभूत शङ्करकी पूजा करनेवाले ॥ २६६ ॥ 
'शिवकऱ्यात्रतपतिः कृष्णरूपशिवारिहा । 
'महालक्ष्मीवपुर्गौरीत्राता बैदलवृत्रहा ॥ २६७ पा 

८०७ हिवकन्यात्रतपति:--शिवकी कन्याके 
व्रतकी रक्षा करनेवाले, ८०८ कृष्णरूपशिवारिहा-- 
कृष्णरूपसे शिवके शत्रु (भस्मासुर) का संहार 
करनेवाले, ८०९ महालक्ष्मीबपुर्गारीत्राता-- 
महालक्ष्मीका शरीर धारण करनेवाली पार्वतीके रक्षक, 
८१० वैदलवृत्रहा-वैदलवृत्र नामक दैत्यका वध 
करनेवाले ॥ २६७॥ 


स्वधाममुचुकुन्द्रैकनिष्कालयवनेष्टकृत्‌ । 
यप्ुनापलिरानीतपरिलीनद्विजात्यजः ॥ २६८ ॥ 
८११ स्वधाममुचुकुन्दैकनिष्कालयचनेष्ट- 


कृत्‌ अपने तेजःस्वरूप राजा मुचुकुन्दके द्वारा केवल 
काल्यवनका नाश कराकर उन्हें अभीष्ट वरदान 
देनेवाले, ८१२ यमुनापतिः-सूर्यकन्या यमुनाको 
पत्रीरूपसे ग्रहण करनेवाले, ८९३ आनीतपरिलीन- 
दविजात्मजः- मरे हुए ब्राह्मण-पत्रोंको पुनः 
लानेवाले ॥ २६८ ॥ 
श्रीदामरङ्कभक्तार्थभूम्यानीतेन्द्रबैभवः |] 
दुर्वत्तशिशुपालैकपुक्तिदो ड्वारकेझरः ॥ २६९ ॥ 

८१४ श्रीदामरङ्कभक्तार्थभूम्यानीतेन्द्रैभवः-- 
अपने दीन भक्त श्रीदामा (सुदामा) के लिये पृथ्वीपर 
इन्द्रके समान वैभव उपस्थित करनेवाले, ८९५ दुर्बत्त- 
शिशुपालैकमुक्तिदः--दुराचारी शिशुपालको एकमात्र 
मोक्ष प्रदान करनेवाले, ८१६ द्वारकेश्वर:--द्वारकाके 
स्वामी ॥ २६९ ॥ 


आचाण्डास्त्रदिकराप्यद्वारकानिधिकोटिकृत्‌ । 
अक्कूरोद्धवमुख्यैकभक्तः  स्वच्छन्दपुक्तिदः ॥ २७० ॥ 
८९७ आचाण्डात्त्रदिकप्राप्यद्वारकानिधि- 


कोटिकृत्‌--द्वारकामें चाष्डाल आदितकके लिये 
सुलभ होनेवाली करोड़ों निधियोंका संग्रह करनेवाले, 
८९८ अक्कूरोद्धबमुख्यैकभक्तः = अक्रूर और उद्धव 
आदि प्रधान भक्तोंक साथ रहनेवाले, ८९९ स्वच्छन्द्‌- 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


मुक्तिद:--इच्छानुसार मुक्ति देनेवाले ॥ २७० ॥ 
'सबालरबीजलक्रीडामृततवापीकृतार्णव: । 
अह्याख्रदग्धगर्भस्थपरीक्षिज्दीवनैककृत्‌ ॥ २७१ ॥ 
८२० सबालखीजलक्रीडामृतवापी- 
कृतार्णब:-- बालकों और खियोंके जल-विहार 
करनेके लिये समुद्रको अमृतमयी बावलीके समान बना 
देनेवाले, ८२१ ब्रह्मा्नदग्धगर्भस्थपरीक्षिज्ीवनैक- 
कृत्‌-अश्वत्थामाके ब्रह्माज्नसे दग्ध हुए गर्भस्थ 
परीक्षितृको एकमात्र जीवन-दान देनेवाले ॥ २७१ ॥ 
परिलीनक्किजिसुतानेतार्जुनमदापहः ॥ 
गूडमुद्राकृतिग्रस्तभीष्पाद्याखलकोौरवः ॥ २७२ ॥ 
८२२ परिलीनडिजसुतानेता--नष्ट हुए 
ब्राह्मणकुमारोंको पुनः ले आनेवाले, ८२३ 
अर्जुनमदापहः- अर्जुनका घमंड दूर करनेवाले, 
८२४ गूळसुद्राकृतित्रस्तभीष्माद्यस्विलकौरख:--- 
गम्भीर मुद्रावाली आकृति बनाकर भीष्म आदि समस्त 
कौरवोंको कालका ग्रास ननानेवाले ॥ २७२ ॥ 


'यथार्थखण्डिताशषदिव्याखपार्थमोहहत्‌ । 
गर्भशापच्छलथ्वस्तयादवोर्वीभरापहः ॥ २७३ ॥ 
८२५ यथार्थखण्डितादोषदिव्यास्त्रपार्थ- 


'मोहहत्‌-- समस्त दिव्याख्रोंका भलीभाँति खण्डन 
करनेवाले अर्जुनके मोहको हरनेवाले, ८२६ 
गर्भशापच्छलध्वस्तयादवोर्वीभरापहः-- खीरूप 
धारण करके गये हुए साम्बके गर्भको मुनियोंद्वारा झाप 
दिलानेके बहाने पृथ्वीके भारभूत समस्त यादवोंका संहार 
करानेवाले ॥ २७३ ॥ 
जराव्याधारिगतिदः स्मृतमात्राखिलेष्ठदः । 
कामदेवो रतिपतिर्मन्मथः शम्बरान्तक: ॥ २७४ ॥ 
८२७ जराव्याधारिगतिदः--शत्रुका काम 
करनेवाले जरा नामक व्याधको उत्तम गति प्रदान 
करनेवाले, ८२८ स्मृत्तमात्राखिलेष्टदः स्मरण 
करनेमात्रसे सम्पूर्ण अभीष्ट पदार्थोको देनेवाले, ८२९ 
'कामदेवः--कामदेवस्वरूप, ८३० रतिपतिः-- 
रतिके स्वामी, ८३१ मन्धथः---विचारशक्तिका नाश 
करनेवाले कामदेवरूप, ८३२ शम्बरान्तकः-- 


शम्बरासुरके प्राणहन्ता ॥ २७४ ॥ 
अनङ्गो जितगौरीशो रतिकान्तः सदेप्सित: । 
पुष्पषुर्विश्चविजयी स्मरः कामेश्वरीप्रियः ॥ २७५ ॥ 


८३३ अनङ्ग:--अङ्गरहित, ८३४ 
जितगौरीशाः--गौरीपति शङ्करको भी जीतनेवाले, 
८३५ रतिकान्तः--रतिके प्रियतम, ८३६ 
सदेप्सित:--कामी पुरुषोंको सदा अभीष्ट, ८३७ 
पुष्पेषुः--पुष्पसय बाणवाले, ८३८ विश्वविजयी-- 
सम्पूर्ण जगत्‌पर विजय पानेवाले, ८३९ 
स्मरः-_विषयोंके स्मरणमात्रसे मनमें प्रकट हो 
जानेवाले, ८४० कामेश्वरीप्रिय:-- कामेश्वरी 
रतिके प्रेमी ॥ २७५॥ 
ऊधापतिर्बिश्वकेतुर्विश्वतृसोऽधिपूरुषः ॥ 
चतुरात्मा चतुर्व्यूहञ्चतुर्युगविधायकः ।। २७६ ॥ 

८४१ ऊषापति:--बाणासुरकी कन्या ऊषाके 
स्वामी अनिरुद्धरूप, ८४२ विश्वकेतु:--विश्वमें विजय- 
पताका फहरानेवाले, ८४३ बिश्चतृप्तः--सब ओरसे , 
तृप्त, ८४४ अधिपूरुषः अन्तर्यामी साक्षी चेतन, 
८४५ चतुरात्मा--मन, बुद्धि, अहंकार और चित्तरूप 
चार अन्तःकरणवाले, ८४६ चतुर्व्यूहः-- वासुदेव, 
सङ्कर्षण, प्रद्युप्र और अनिरुद्ध--इन चार व्यूहोंसे युक्त, 
८४७ चतुर्युगविधायक:--सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और 
कलियुग--इन चार युगोंका बिधान करनेवाले ॥ २७६ ॥ 
चतुर्वेदैकविश्चात्मा सर्वोत्कृष्टोशकोटिसू: । 
आश्रमात्मा पुराणर्षिव्यास: शाखासहस्त्रकृत्‌ ॥ २७७ ॥ 

८४८ चतुर्वेदिकविश्वात्मा--चारों वेदोंद्वारा 
प्रतिपादित एकमात्र सम्पूर्ण विधके आत्मा, ८४९ 
सर्वोत्कृष्टोशकोटिसू:--सबसे श्रेष्ठ कोटि-कोटि 
अंशोंको जन्म देनेवाले, ८५० आश्रमात्सा-- 
आश्रमधर्मरूप, ८५१ पुराणर्षि:---पुराणोंके प्रकाशक 
ऋषि, ८५२ व्यास:--वेदोंका विस्तार करनेवाले, 
2५३  झाखासहहस्त्रकृत--सामवेदकी सहस्न 
ज्ञाखाओंका सम्पादन करनेवाले ॥ २७७ ॥ 
महाभारतनिर्माता कवीन्द्रो बादरायण: । 
कृष्णद्वैपायनः सर्वपुरुषार्थैकनोधकः ॥ २७८ ॥ 


जे 
उत्तरखण्ड ] 


+ नाम-कीर्तनकी महिमा तथा श्रीविष्णुसहर्ननामस्तोत्रका वर्णन + 


७२९ 


७११७००००९५००७७७००७००१०९०००००००००००००५००१००७०००००७७७०७०७०००७७००-०-०००-९९०००९०००००९९९५:९०७५७०-९००९०००१-१%०७००-००००००. 


, ८५४ महाभारतनिर्माता--महाभारत अन्थके 
रचयिता, ८५५ कवीन्द्रः--कवियोंके राजा, ८५६ 
बादरायण:---बदरी-वनमें उत्पन्न भगवान्‌ चेदव्यास- 
रूप, ८५७ कृष्णाद्ैपायन:--द्वीपमें उत्पन्न श्याम 
वर्णवाले व्यासजी, ८५८ सर्वपुरुषार्थैकबो घकः-- 
समस्त पुरुषाथेकि एकमात्र बोध करानेवाले ॥ २७८ ॥ 
वेदान्तकर्ता ब्रहौकव्यञ्जकः पुरुदेशकृत्‌ । 
बुद्धो ध्यानजिताशषदेवदेवीजगत्प्रियः ॥ २७९ ॥ 

८५९ वेदान्तकर्ता- वेदान्तसूत्रेके रचयिता, 
८६० ग्रहौकव्यञ्जक:--एक अद्वितीय ब्रह्मकी 
अभिव्यक्ति करानेवाले, ८६१ पुरूवंशकृत्‌-- 
पुरुवंरकी परम्परा सुरक्षित रखनेवाले, ८६२ 
खुद्ध/:--भगवानके अवतार बुद्धदेव, ८६३ 
ध्यानजितादोषदेचदेवीजगठिऱ्यः-ध्यानके द्वारा 
समस्त देव-देवियोंको जीतकर जगत्के प्रियतम 
बननेवाले ॥ २७९ ॥ 
निरायुधो जगज्ैत्रः श्रीधनो दुष्टमोहनः । 
दैत्यवेदखहिष्कर्ता खेदार्थशुतिगोपकः ॥ २८० ॥ 

८६४ निरायुधः--अस्त्र-शस्त्रॉका त्याग 
करनेवाले, ८६५ जगज्जेत्र:--सम्पूर्ण जगत्को बशमें 
करनेवाले, ८६६ श्रीधन:--शोभाके घनी, ८६७ 
दुष्टमोहन:--दुष्टोंको मोहित करनेवाले, ८६८ 
दैत्यवेदबहिष्कर्ता--दैत्योको वेदसे बहिष्कृत 
करनेवाले, ८६९ बेदार्थश्रुतिगोपक:--वेदोंके अर्थ 
और श्रुतियोंको गुप्त रखनेवाले ॥ २८० ॥ 
शौद्धोदनिर्दुष्टदिष्टः सुखदः सदसस्पतिः । 
यथायोग्याखिलकृप: सर्वशून्योऽखिलेष्टदः ॥ २८९ ॥. 

८७० झद्धोदनिः--कपिलवस्तुके राजा 
शुद्धोदनके पुत्र, ८७१ दृष्टदिष्ट:--दैवके विधानको 
प्रत्यक्ष देखनेवाले, ८७२ सुखदः--सबको सुख 
देनेबाले, ८७३ सदसस्पतिः-सत्पुरुषोंको सभाके 
अध्यक्ष, ८७४ यथायोग्याखिल्कृपः--यथायोग्य 

सम्पूर्ण जीवॉपर कृपा रखनेवारे, ८७५ सर्व शून्य: -- 


सम्पूर्ण पदार्थोको शुन्यरूप ही माननेवाले, ८७६ 
अखिलेष्टदः--सबको सम्पूर्ण अभीष्ट वस्तुएँ 
देनेवाले ॥ २८१ ॥ 
चतुष्कोटिपृथकूतत्वप्रज्ञापारमितेश्चरः ॥ 
चाखण्डवेदमागेॅशः पाखण्ड्य़ुतिगोपक: ॥ २८२ ॥ 
८७७ चतुष्कोटिपृथकू--स्थावर आदि चार 
श्रेणियोंमें विभक्त हुई सृष्टिसे पृथक्‌, ८७८ तत्त्व- 
श्रज्ञापारमितेश्वरः--तस्वभूत प्रज्ञापारमिता' (बुद्धिकी 
पराकाष्ठा) के ईश्वर, ८७९ पाखण्डवेदमार्गेशः-- 
पाखण्ड-वेदमार्गे स्वामी, ८८० पाखण्ड- 
श्रुतिगोपकः--पा्रण्डके द्वारा प्रतिपादित वेदकी 
श्रुतियोंके रक्षक ॥ २८२॥ 
कल्की विष्णुयश:पुत्र: कलिकालविलोपकः । 
समस्तम्लेच्छदुष्टप्रः सर्वशिष्टद्विजातिकृत्‌ ॥ २८३ ॥ 
८८९ कल्की--कलियुगके अन्तमें होनेवाला 
भगवानका एक अवतार, ८८२ विष्णुयशःपुत्र:-- 
श्रीविष्णुयशाके पुत्र भगवान्‌ कल्कि, ८८३ कलिकाल- 
विलोपकः कलियुगका लोप करके सत्ययुगका प्रवेश 
करानेवारे, ८८४ समस्तम्लेच्छदुष्टन्रः- सम्पूर्ण 
म्लेच्छों और दुष्टोका वघ करनेवाले, ८८५ 
सर्वशिष्टद्विजातिकृत्‌--सबको श्रेष्ठ द्विज बनानेवाले 
अथवा समस्त साधु द्विजातियोंके रक्षक ॥ २८३॥ 
सत्यप्रवर्तको देबब्विजदीर्घक्षुआपहः । 
अश्ववारादिरकान्तपृथ्यीदुर्गतिनारानः ॥ २८४ ॥ 
८८६  सत्यप्रवर्तक:--सत्ययुगकी प्रवृत्ति 
करनेवाले, ८८७ देवद्विजदीर्घक्षुधापहः-- [यज्ञ और 
ब्राण-भोजन आदिका प्रचार करके] देवताओं और 
ज्ाह्मणोंकी बढ़ी हुई भूखको शान्त करनेवाले, ८८८ 


अश्ववारादिः--घुड़॒सवारोमें श्रेष्ठ, ८८९ 
एकान्तपृथ्वीदुर्गतिनारनः --पृथ्वीकी दुर्गतिका 
पूर्णतया नाश करनेवाले ॥ २८४॥ 

सशयः कमानन्तलक्ष्मीकृक्ष्टनिःरोषघर्मवित्‌ । 
अनन्तस्वर्णयागैकहेमपूर्णाखिलडिजः ॥ ९८५ ॥ 


१-दस पारमिताओंमेंसेः एकका नाम भ्रशापारमिता है । 


७२० 


* अर्चयस्व हृषीकेशं यदीच्छसि परं फ्दम्‌ « 


[ संक्षिप्त पश्पुराण 


३००५७७७७७३ कहद कक १७ ७७७ ७३७७७०७७७७ ६७७७७७७७७७ ७७७७७७७७७७ ७७७०७७७७१4 


८९० सदाःक्ष्मानन्तलक्ष्मीकृत्‌--पृथ्वीको शीघ्र 
ही अनन्त लक्ष्मीसे परिपूर्ण करनेवाले, ८९९ 
नष्टनिःशेषधर्मवित्‌--नष्ट हुए सम्पूर्ण धर्मेकि ज्ञाता, 
८९२ अनन्तस्वर्णयागैकहेसपूर्णाखिलद्विज:-- 
अनन्त सुवर्णकी दक्षिणाऑसे युक्त यज्ञोंका अनुष्ठान 
कराकर सम्पूर्ण ब्राह्मणोंको स्वर्णसे सम्पन्न 
करनेवाले ॥ २८५॥ 
असाध्यैकजगच्छास्ता विश्वबन्धो जयध्वजः । 
आत्पतस्थाधिपः कर्तृश्रेष्ठो बिधिरुमापतिः ॥ २८६ ॥ 
८९३ आसाध्यैकजगच्छास्ता--किसीके वरमें 
न होनेवाले सम्पूर्ण जगत्के एकमात्र शासक, ८९४ 
विश्वबन्धः--समस्त विश्वको अपनी मायासे बाँध 
रखनेबाले, ८९५ जयध्यज:--सर्वत्र अपनी 
विजयपताका फहरानेवाले, ८९६ आत्मतत्त्वाधिप:-- 
आत्मतत्त्वके स्वामी, ८९७ कर्तश्रेष्ठ;--कर्ताओंमें श्रेष्ठ, 
८९८ विधिः-शाख्जीय विधिरूप, ८९९ 
डमापत्िः--उमाके स्वामी ॥ २८६ ॥ 
भर्तेश्रेष्ठः प्रजेशाप्रयो भरीचिर्जनकाग्रणी: । 
कश्यपो देखराडिन्द्ः प्रहादो दैत्यराट्‌ शशी ॥ २८७॥ 
९०० भ्रर्तुश्रेष्ठः-- भरण-पोषण करनेवालोमें 
सर्वश्रेष्ठ, ९०१ प्रजेशाप्रय:  प्रजापतियोमें अग्रगण्य, 
९०२ मरीचि:--मरीचि नामक प्रजापतिरूप, ९०३ 
जनकाग्रणी:---जन्म देनेवाले प्रजापतियोंमें श्रेष्ठ, ९०४ 
कश्यप:--सर्वद्रष्टा कश्यप मुनिस्वरूप, ९०५ 
देवराद--देवताओंके राजा, ९०६ इन्द्रः--परम 
ऐश्वर्यशाली इन्द्रखरूप, ९०७ प्रह्वादः--भगवद्धक्तिके 
प्रभाषसे अत्यन्त आह्वादपूर्ण रानी कयाधूके पुत्ररूप, ९०८ 
दैत्यराद--दैत्योंके स्वामी प्रहादरूप, ९०९ झशी-- 
खरगोशका चिह्न धारण करनेवाले चन्द्रमारूप ॥ २८७ ॥ 
नक्षत्रेशो रविस्तेजःश्रेष्ठः शुक्र: कवीश्वर: । 
महर्षिराडभृगुर्विष्णुरादित्येशो बलिस्वराद्‌ ॥ २८८ ॥ 
९१० नक्षत्रेश:--नक्षत्रोंके स्वामी चन्द्रमारूप, 
९११ रखिः--सूर्यस्वरूप, ९१२ तेजःशेष्ठ:-- 
तेजस्वियोंमें सबसे श्रेष्ठ, ९९३ शुक्र:--भूगुके पुत्र 
शुक्राचार्यस्वरूप, ९१४ कवीश्वर:--कवियोंके स्वामी, 


९१५ महर्षिराद--महर्षियोंमें अधिक तेजस्वी, ९१६ 
भृगुः---बह्माजीके पुत्र प्रजापति भृगुस्वरूप, ९१७ 
विष्णु:--बारह आदित्यॉमेंसे एक, ९१८ 
आदित्येश:--बारह आित्योके स्वामी, ९९९ 
बलिस्बराद्‌-बल्िको इन्द्र बनानेवाले ॥ २८८ ॥ 
जायुर्वीहिः शुविश्रेष्ठ: शङ्करो स्तरराडुरूः । 
विद्वत्तमक्चिक्रथो गन्यर्वाप्रयो5क्षरोत्तमः ॥ २८९ ॥ 
९२० थायुः--वायुतत्वके अधिष्ठाता देवता, 
९२१ बह्िः--अभ्नितत्त्वके अधिष्ठाता देवता, ९२२ 
शुख्चिश्रेष्ठ:--पवित्रोमेँ श्रेष्ठ, ९२३ झङ्करः-सभका 
कल्याण करनेवाले शिवरूप, ९२४ रुद्ररादट--ग्यारह 
रुद्रॉके स्वामी, ९२५ गुरुः--गुरु नामसे प्रसिद्ध 
अङ्गिरापुत्र बृहस्पतिरूप, ९२६ विद्वत्तम:--सर्वश्रेष्ठ 
विद्वान, ९२७ चित्ररथ:--विचित्र रथवाले गन्धर्वोके 
राजा, ९२८ गन्धर्वाप्रयः--गन्धर्वोमे अग्रगण्य 
चित्ररथरूप, ९२९ अक्षरोत्तमः--अक्षरोमे उत्तम 
“३%'कारस्वरूप ॥ २८९ ॥ 
शर्णादिरप्रयर्षी गौरी शक्स्यग्रया श्रीक्ष नारद: । 
देवर्षिरादपाण्डबाश्रयोअर्जुनो खादः अवादराद॥ २९० ॥ 
९३० वर्णादि:--समस्त अक्षरोंके आदिभूत 
अकारस्वरूप, ९३१ अभप्रयरत्री--स्त्रियोंमें अश्रगण्य 
सती पार्वतीरूप, ९३२ गौरी--गौरवर्णा उमारूप, 
९३३ शक्त्यग्रथा--भगवानकी अन्तरङ्गा शक्तियोंमें 
सर्वश्रेष्ठ भगवती लक्ष्मीरूप, ९३४ श्रीः--भगवान्‌ 
विष्णुका आश्रय लेनेवाली लक्ष्मी, ९३५ नारद: 
सबको ज्ञान देनेवाले देवर्षि नारदरूप, ९३६ 
देवर्षिरादू---देवर्षियोंके राजा, ९३७ पाण्डवाग्रयः --- 
पाण्डबॉमें अपने गुणोंके कारण श्रेष्ठ अर्जुनरूप, ९३८ 
अर्जुनः- अर्जुन नामसे प्रसिद्ध कुन्तीके तृतीय पुत्र, 
९३९ वादः--तत््वनिर्णयके उद्देश्यसे शुद्ध नीयतके 
साथ किये जानेवाले शास्रार्थरूप, ९४० प्रवादराद-- 
उत्तम वाद करनेवालॉमें श्रेष्ठ ॥ २९० ॥ 
पावनः पावनेशानो वरुणो यादसौ पतिः । 
गङ्गा तीथोत्तमो चूतं छळकाप्रयं वरोषधम्‌ ॥ २९९ ॥ 
९४९ पावनः--सबको पवित्र करनेवाले, ९४२ 


उत्तरखण्ड ] 


* नाम-कीर्तनकी महिमा तथा भ्रीविष्णुसहस्तनामस्तोत्रका वर्णन « 


पावनेशान:--पावन वस्तुओंके ईश्वर, ९४३ वरुण:-- 
जलके अधिष्ठाता देवता वरुणरूप, ९४४ यादसां पति:-- 
जल-जन्तुओकि स्वामी, ९४५ गङ्गा-- भगवान्‌ विष्णुके 
चरणोंसे प्रकट हुई परम पवित्र नदी, जो भूतलमें भागीरथीके 
नामसे विख्यात एवं भगवद्विभूति है, ९४६ तीर्थोत्तम:-- 
तीथोंमें उत्तम गङ्गारूप, ९४७ दूतम्‌ छल करनेवालॉमें 
चूतरूप भगवानकी विभूति, ९४८ छलकाग्रयम्‌-- 
छलकी पराकाष्ठा जूआरूप, ९४९ वरौषधम्‌ जीवनकी 
रक्षा करनेवाली श्रेष्ठ ओषधि-- अन्नरूप ॥ २९१॥ 
अन्ने सुदर्शनोञसाग्रर्य खर प्रहरणोत्तमम्‌ । 
अच्चैःश्रमा खाजिराज ऐरावत इभेश्चरः ॥ २९२ ॥ 
९५० अन्नम्‌--प्राणियोंकी क्षुधा दूर करनेवाला 
धरतीसे उत्पन्न खाद्य पदार्थ, ९५९ सुदर्शनः देखनेमें 
सुन्दर तेजस्वी अरू- सुदर्शनचक्ररूप, ९५२ 
अस्त्राप्रयम--समस्त अस्त्रॉमें श्रेष्ठ सुदर्शन, ९५३ 
चञ्रम्‌--इन्द्रके आयुधस्वरूप, ९५४ प्रहरणोत्तमम्‌-- 
अहार करनेयोग्य आयुधोमें उत्तम वज्ररूप, ९५५ 
उच्चैःश्रबाः--ऊँचे कानोंवात्त्र दिव्य अश्व, जो समुद्रसे 
उत्पन्न हुआ था, ९५६ वाजिराजः--घोड़ोंके राजा 
उच्चैःश्रवारूप, ९५७ ऐराबतः---समुद्रसे उत्पन्न इन्द्रका 
बाहन ऐरावत नामक हाथी, ९५८ इभेश्चरः--हाथियोके 
राजा ऐरावतस्वरूप ॥ २९२ ॥ 
अस्न्थत्येकपत्रीशो  हाश्वत्थो5शेषवृक्षराट्‌ । 
अध्यात्मविद्या विद्याग्रथः प्रणवश्छन्दसां वर: ॥ २९३ ॥ 
९५९ अरुन्धसी--पतित्रताओमें श्रेष्ठ अरुन्धती- 
स्वरूप, ९६० एकपल्लीशः--पतिव्रता अरुन्धतीके 
स्वामी महर्षि वसिष्ठरूप, ९६९ अश्वत्थ:--पीपल्के 
वृक्षरूप, ९६२ अशेषवृक्षराद्‌---सम्पूर्ण वृक्षेकि राजा 
अश्वत्यरूप, ९६३ अध्यात्मविद्या--आत्मतत्त्वका 
बोध करानेवाली न्रहविद्यास्वरूप, ९६४ विद्यामय: 
बिद्याओंमें अग्रगण्य प्रणवरूप, ९६५ प्रणवः 
ऑकाररूप, ९६६ छन्दसां वर:--वेदोंका आदिभूत 
ओंकार, अथवा मन्त्रोंमें श्रेष्ठ अणब ॥ २९३ ॥ त 
मेरुर्गिरिपतिर्मारगो मासाग्रयः कालसत्तम: । 
दिनाद्यात्मा पूर्वसिद्धः कपिलः साम खेदराद्‌ ॥ २९४ ॥ 


९६७ मेरुः 
िरिपति:--पर्वतोंके स्वामी, ९६९ मार्ग:--मार्गशीर्ष 
(अगहन) का महीना, ९७० मासाग्रयः--मासोमें 
अग्रगण्य मार्गशीर्षस्वरूप, ९७१ कालसत्तम:-- 
समयोमें सर्वश्रेष्ठ-ब्रहावेला, ९७२ दिनाद्यात्मा-- दिन 
और रात्रि दोनोंका सम्मिलित रूप--प्रभात या अ्रह्मवेला, 
९७३ पूर्वसिद्ध:--आदि सिद्ध महर्षि कपिलरूप, 
९७४ कपिल:--कपिल वर्णवाले एक मुनि, जो 
भगवानके अवतार है, ९७५ साम--सहस्र शाखाओंसे 
विशिष्ट सामवेद, ९७६ वेदराद--वेदोंके राजा 
'सामवेदरूप ॥ २९४ ॥ 
तार्क््यः खगेन्द्र ऋत्वप्रयो वसन्त: कल्पपादपः । 
दातृश्रेष्ठः कामधेनुरार्तिघ्राप्रयः सुहत्तमः ॥ २९५ ॥ 

९७७ ताश््य:--तार्क्ष (कश्यप) ऋषिके पुत्र 
गरुड्रूप, ९७८ खगेन्द्रः--पक्षियोंके राजा गरुड, 
९७९ ऋत्वग्रयः--ऋतुओमें श्रेष्ठ वसन्तरूप, ९८० 
चसन्तः--चैत्र और वैशाख मास, ९८९ कल्प- 
'पादप:--कल्पवृक्षस्वरूप, ९८२ ठदातृश्रेष्ठः-- 
मनोवान्छित “वस्तु देनेवालॉमें श्रेष्ठ कल्पवृक्ष, ९८३ 
कामधेनु:--अभीष्ट पूर्ण करनेवाली गोरूप, ९८४ 
आर्तिघ्राप्रयः पीड़ा दूर करनेवालोमें सर्वश्रेष्ठ, ९८५ 
सुहत्तमः--परम हितैषी ॥ २९५॥ 
चिन्तामणिर्शुरुशरेष्ठो माता हिततमः पिता । 
सिंहो मृगेन्द्रो नागेन्द्रो वासुकिर्नुखरो नूपः ॥ २९६ ॥ 

९८६ चिन्तामणिः--मनमें चिन्तन की हुई 
इच्छाको पूर्ण करनेवाली भगवत्स्वरूप दिव्य भणि, 
९८७ 'गुरुभ्रेष्ठः--गुरुओंमें श्रेष्ठ मातारूप, ९८८ 
माता--जन्म देनेवाली जननी, ९८९ हिततभ; -- 
सबसे बड़े हितकारी, ९९० पिता--जन्मदाता, ९९९ 
सिंह:--मृगेकि राजा सिंहस्वरूप., ९९२ 
मृगेन्द्रः समस्त बनके जन्तुओँका स्वामी सिंहरूप, 
९९३ नागेन्द्र--नागेके राजा, ९९४ 
खासुकिः--नागराज वासुकिरूप, ९९५ नृथर:-- 
मनुष्योमें श्रेष्ठ, ९९६ नृपः--मनुष्योंका पालन 
करनेवाले राजारूप ॥ २९६ ॥ 


[ संक्षिप्त पदापुराण 


इत्येतद्वासुदेखस्य विष्णोर्नामसहस्रकम्‌ ॥ २९७ ॥० 
९९७ वर्णेशः--समस्त वर्णेकि स्वामी ब्राह्मण- 
रूप, ९९८ ज्ाह्मण:--ब्राह्मण माता-पितासे उत्पन्न 
एवं ब्रह्मज्ञान, ९९९ चेतः परमात्मचिन्तनकी 
योग्यतावाले चित्तरूप, १००० करणाग्रयम-- 
इन्द्रियोंका प्रेरक होनेके कारण उनमें सबसे श्रेष्ठ 
चित्त--इस प्रकार ये सबके हृदयमें वास करनेवाले 
भगवान्‌ विष्णुके सहस्र नाम हैं। इन सब नामोंको मेरा 
बारम्बार नमस्कार है ॥ २९७ ॥ 
यह विष्णुसहस्रनामस्तोत्र समस्त अपराधोंको शान्त 
करनेवाला, परम उत्तम तथा भगवानमें भक्तिको बढ़ाने- 
वाला है। इसका कभी नाश नहीं होता। ब्रह्मलोक 
आदिका तो यह सर्वस्व ही है । विष्णुलोकतक पहुँचनेके 
लिये यह अद्वितीय सीढ़ी है। इसके सेबनसे सब 
दुःखोंका नाश हो जाता है। यह सब सुखोंको देनेवाला 
तथा शीघ्र ही परम मोक्ष प्रदान करनेवाला है। काम, 
क्रोध आदि जितने भी अन्तःकरणके मल हैं, उन सबका 
इससे झोधन होता है। यह परम शान्तिदायक एवं 
महायातकी मनुष्योंको भी पवित्र बनानेवाला है । समस्त 
प्राणियोंको यह शीघ्र ही सब प्रकारके अभीष्ट फल दान 
करता है । समस्त विध्योंकी शान्ति और सम्पूर्ण अरिष्टोका 
विनाश करनेवाला है। इसके सेवनसे भयङ्कर दुःख 
शान्त हो जाते हैं। दुःसह दरिद्रताका नाश हो जाता है 
तथा तीनों प्रकारके ऋण दूर हो जाते हैं। यह परम 
गोपनीय तथा धन-धान्य और यशकी वृद्धि करनेवाला 
है। सब प्रकारके ऐश्वर्या, समस्त सिद्धियों औरं सम्पूर्ण 
धर्मोको देनेवाला है । इससे कोटि-कोटि तीर्थ, यज्ञ, तप, 
दान और नतका फल प्राप्त होता है। यह संसारकी 
जडता दूर करनेवाला और सब प्रकारकी विद्याओमें 
अवृत्ति. करानेवाला है । जो राज्यसे भ्रष्ट हो गये हैं, उन्हें 
यह राज्य दिलाता और रोगियोंके सब रोगॉको हर लेता 
है। इतना ही नहीं, यह स्तोत्र वन्ध्या स्तियोंको पुत्र और 


रोगसे क्षीण हुए पुरुषोंको तत्काल जीवन देनेवाला है। 
यह परम पवित्र, मङ्गलमय तथा आयु बढानेवाला है । 
एक बार भी इसका श्रवण, पठन अथवा जप करनेसे 
अआङ्गोंसहित सम्पूर्ण बेद, कोटि-कोटि मन्त्र, पुराण, शास्त्र 
तथा स्पृतियॉका श्रवण और पाठ हो जाता है । प्रिये ! जो 
इसके एक इलोक, एक चरण अथवा एक अक्षरका भी 
नित्य जप या पाठ करता है, उसके सम्पूर्ण मनोरथ 
तत्काल सिद्ध हो जाते हैं। सब कार्योकी सिद्धिसे शीघ्र 
ही विश्वास पैदा करामेबाल्त्र इसके समान दूसरा कोई 
साधन नहीं है। 

कल्याणी ! तुम्हें इस स्तोत्रको सदा गुप्त रखना 
चाहिये और अपने अभीष्ट अर्थकी सिद्धिके लिये केवल 
इसीका पाठ करना चाहिये। जिसका हृदय संशयसे 
दूषित हो, जो भगवान्‌ विष्णुका भक्त न हो, जिसमें श्रद्धा 
और भक्तिका अभाव हो तथा जो भगवान्‌ विष्णुको 
साघारण देवता समझता हो, ऐसे पुरुषको इसका उपदेश 
नहीं देना चाहिये । जो अपना पुत्र, शिष्य अथवा सुहृद्‌ 
हो, उसे उसका हित करनेकी इच्छासे इस श्रीविष्णु- 
सहस्रनामका उपदेश देना चाहिये । अल्पबुद्धि पुरुष इसे 
नहीं ग्रहण करेंगे । देवर्षि नारद मेरे प्रसादसे कलिुगर्मे 
तत्काल फल देनेवाले इस स्तोत्रको ग्रहण करके 
कल्पग्राम (कलापमाम) में ले जायेंगे, जिससे भाग्यहीन 
लोगोंका दुःख दूर हो जायगा। भगवान्‌ विष्णुसे बढ़कर 
कोई धाम नहीं है, श्रीविष्णुसे बढ़कर कोई तपस्या नहीं 
हे, श्रीविष्णुसे बढ़कर कोई धर्म नहीं है और श्रीविष्णुसे 
भिन्न कोई मन्त्र नहीं है। भगवान्‌ श्रीविष्णुसे भिन्न कोई 
सत्य नहीं है, श्रीविष्णुसे बढ़कर जप नहीं है, श्रीविष्णुसे 
उत्तम ध्यान नहीं है तथा श्रीविष्णुसे श्रेष्ठ कोई गति नहीं 
है। जिस पुरुषकी भगवान्‌ जनार्दनके चरणोंमें भक्ति है, 
उसे अनेक मन्त्रॉके जप, बहुत विस्तारवाले शास््रॉके 
स्वाध्याय तथा सहस्लों वाजपेय यज्ञोंके अनुष्ठान करनेकी 
क्या आवश्यकता है ? मैं सत्य-सत्य कहता हुँ-- भगवान्‌ 
विष्णु सर्वतीर्थमय हैं, भगवान्‌ विष्णु सर्वशास्त्रमय हैं 


Se ll srs जी ्फ्मत--.++ 


* पद्मपुराण, उत्तरखण्डका ७२ वाँ अध्याय । 


-* नाम-कीर्तनकी महिमा तथा औविष्णुसहल्नामस्तोरका वर्णन + 


७२३ 


तथा भगवान्‌ विष्णु सर्वयशमय हें ।* यह सब मैंने 
सम्पूर्ण विश्वका सर्वस्वभूत सार-तत्त्व बतलाया है। 
पार्वती बोलीं--जगत्पते ! आज मैं धन्य हो 
गयी | आपने मुझपर बड़ा अनुग्रह किया । मैं कृतार्थ हो 
गयी, क्योंकि आपके मुखसे यह परम दुर्लभ एवं 
गोपनीय स्तोत्र मुझे सुननेको मिल्ला है। देवेश ! मुझे तो 
संसारकी अवस्था देखकर आश्चर्य होता है। हाय ! 
कितने महान्‌ कष्टकी बात है कि सम्पूर्ण सुखेकि दाता 
श्रीहरिके विद्यमान रहते हुए भी मूर्ख मनुष्य संसारमें केश 
उठा रहे है. भला, लक्ष्मीके प्रियतम भगवान्‌ 
मधुसूदनसे बढ़कर दूसरा कौन देवता है। आप-जैसे 
योगीश्वर भी जिनके तत्त्वका निरन्तर चिन्तन करते रहते 
हैं, उन श्रीपुरुषोत्तमसे बड़ा दूसरा कौन-सा पद है। 
उनको जाने बिना ही अपनेको ज्ञानी माननेवाले मूढ़ 
मनुष्य दूसरे किस देघताकी आराधना करते हैं। अहो ! 
सर्वेश्वर भगवान्‌ विष्णु सम्पूर्ण श्रेष्ठ देवताओंसे भी उत्तम 
हैं। स्वामिन्‌! जो आपके भी आदिगुरु हैं, उन्हें मूढ़ 
मनुष्य सामान्य दृष्टिसे देखते हैं; किन्तु अभो ! सर्वेश्वर ! 
यदि मैं अर्थ-कामादिमें आसक्त होने या केवल आपमें 
ही मन लगाये रहनेके कारण अथवा प्रमादवश ही समूचे 
सहस्त्रनामस्तोत्रका पाठ न कर सकूँ, तो उस अबस्थामें 
जिस किसी भी एक नामसे मुझे सम्पूर्ण सहस्तनामका 
फल प्राप्त हो जाय, उसे बतानेकी कृपा कीजिये !‡ 
महादेवजी बोले--सुमुखि ! मैं तो 'राम ! राम ! 
राम!' इस प्रकार जप करते हुए परम मनोहर 


श्रीरामनाममें ही निरन्तर रमण किया करता हूँ। रामनाम 
सम्पूर्ण सहस्ननामके समान है ।$ पार्वती ! यदि ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र भी प्रतिदिन विशेषरूपसे इस 
श्रीविष्णुसहस्रनामका पाठ करें तो वे धन-धान्यसे युक्त 
होकर भगवान्‌ विष्णुके परमपदको प्राप्त होते हैं।$ 
देवि! जो लोग पूर्वोक्त अड्डन्याससे युक्त 
श्रीविष्णुसहस्लनामका पाठ करते हैं, वे श्रेष्ठ पुरुष 
अविनाशी पदको प्राप्त होते हैं । सुमुखि ! बार-बार बहुत 
कहनेसे क्या लाभ; थोड़ेमें इतना ही जान लो कि 
भगवान्‌ विष्णुका सहस्त्रनाम परम मोक्ष प्रदान करनेवाला 
है। इसके पाठमें उतावली नहीं करनी चाहिये। यदि 
उतावली की जाती है, तो आयु और धनका नाश होता 
है। इस पृथ्वीपर जम्बूद्वीपके अंदर जितने भी तीर्थ हैं, ने 
सब सदा बहीं निवास करते हैं, जहाँ श्रोविष्णुसहस्त्र- 
नामका पाठ होता है । जहाँ श्रीविष्णुसहरूनामकी स्थिति 
होती है, वहीं गङ्गा, यमुना, कृष्णबेणी, गोदावरी, 
सरस्वती और समस्त तीर्थ निवास करते हैं। यह परम 
पवित्र स्तोत्र भक्तोंको सदा प्रिय है। भक्तिभावसे भावित 
चित्तके द्वारा सदा ही इस स्तोत्रका चिन्तन करना चाहिये । 
जो मनीषी पुरुष परम उत्तम श्रीविष्णुसहरूनामस्तोत्रका 
पाठ करते हैं, वे सब पापोंसे मुक्त होकर श्रीहरिके समीप 
जाते हैं। जो लोग सूर्योदयके समय इसका पाठ और 
जप करते हैं, उनके बल, आयु और लक्ष्मीकी प्रतिदिन 
बृद्धि होती है। एक-एक नामका उच्चारण करके 
श्रीहरिको तुलसीदल अर्पण करनेसे जो पूजा सम्पन्न होती 


* जास्ति विष्णोः परे धाम नास्ति विष्णोः परे तप: । मास्ति विष्णोः परो धर्मो नास्ति मन्त्रो हावैच्णव: ॥ 
नास्ति विष्णोः परे सत्यं नास्ति विष्णोः परो जपः । नास्ति विष्णोः परे ध्यानं नास्ति विष्णोः परा गतिः ॥ 


कि तस्य बहुभिर्मन्त्रैः शाखैः कि न्रहुनिस्तरैः । वाजपेयसहखैर्वा 


सर्वतीर्थमयो 
† अहो बत 


ॐ कामाद्यासक्तचित्तत्वात्किन्तु सर्वेश्वर 
विष्णोः सहस्ननामैतठात्यहं 


विष्णुः सर्वशास्रमयः 


$ ब्राह्मणा जा क्षत्रिया वा वैश्म्रा वा गिरिकन्यके ) शूद्र 


घनघान्यसमायुक्ता यान्ति बिण्णो: परं पदम्‌। ...... 


संम्पन्पुर २४-- 


भक्तिर्यस्य जनार्दने॥ 


प्रभुः । सर्वक्रतुमयो विष्णु: सत्यं सत्यं बदाम्यहम्‌॥ (७२ । ३१३-३६६) 
महत्कष्टं समस्तसुखदे हरी । विद्यमानेऽपि देवेश मूढाः फ्रिश्यन्ति संसृतौ॥ (७२।३१८) 
अभो । त्वन्मयत्वाममादाद्वा शक्रोमि पठितुं न चेत्‌॥ 


वृषभध्वज । नाग्रैकैन तु येन स्वातत्फले बूहि मे प्रभो॥ (७२।३३३-३३४) 
$ राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे। सहस्रनाम 


तत्तुल्यं रामनाम वरनने॥ (७२ ३३५) 
चाथ विशेषेण पउन्त्यनुदिनं यदि॥ 
ह चर (७३। ६-३) 


७२४ 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


है, उसे कोटि यज्ञोंकी अपेक्षा भी अधिक फल देनेवाली 
समझना चाहिये । पार्वती ! जो द्विज रास्ता चलते हुए भी 
श्रीविष्णुसहरूनामका पाठ करते हैं, उन्हें मार्गजनित दोष 


नहीं प्राप्त होते। जो लोग भगवान्‌ केशवके इस 
माहात्यका श्रवण करते हैं, वे मनुष्योंमें श्रेष्ठ, पवित्र एवं 
पुण्यस्वरूप हैं। 


अनत स्वच्च 


गृहस्थ-आश्रमकी प्रशंसा तथा दान-धर्मकी महिमा 


श्रीमहादेवजी कहते हैं--देवि ! सुनो, अब मैं 

धर्मके उत्तम माहात्म्यका वर्णन करूँगा, जिसका श्रवण 
करनेसे इस पृथ्वीपर फिर कभी जन्म नहीं होता । धर्मसे 
अर्थ, काम और मोक्ष--तीनोंकी प्राप्ति होती है; अतः 
जो धर्मके लिये चेष्टा करता है, वही विशेषरूपसे विद्वान्‌ 
माना गया है।* जो कभी कुत्सित कर्ममें प्रवृत्त नहीं 
होता, वह घरपर भी पाँचों इन्द्रियोंका संयमरूप तप कर 
सकता है । जिसकी आसक्ति दूर हो गयी है, उसके लिये 
घर भी तपोबनके ही समान है; अतः गृहस्थाश्रमको स्वधर्म 
बताया गया है।† गिरिराजकिशोरी ! जिन्होंने अपनी 
इन्द्रियॉको वशमें नहीं किया है, उनके लिये इस गृहस्थ 
आश्रमको पार करना कठिन है; वे इस शुभ एवं श्रेष्ठतम 
आश्रमका विनाश कर डालते हैं । ब्रह्मा आदि देवताओंने 
मनोषी पुरुषोंके लिये गृहस्थ-धर्मको बहुत उत्तम बताया 
है। साधु पुरुष वनमें तपस्या करके जब भूखसे पीड़ित 
होता है, तब सदा अन्नदाता गृहस्थके ही घर आता है। 
'वह गृहस्थ जब भक्तिपूर्वक उस भूखे अतिथिको अन्न 
देता है तो उसकी तपस्यामें हिस्सा बँटा लेता है; अतः 
मनुष्य समस्त आश्रमोंमें श्रेष्ठ इस गृहस्थाश्रमका सदा 
पालन करता है और इसीमें माननोचित भोगोंका उपभोग 
करके अन्तमें स्वर्गको जाता है--इसमें तनिक भी 
सन्देह नहीं है! देवि! सदा गृहस्थ-धर्मका पालन 
करनेवाले मनुष्योंके पास पाप कैसे आ सकता है! 


गृहस्थाश्रम परम पवित्र है। घर सदा तीर्थके समान 
पावन है। इस पवित्र गृहस्थाश्रममें रहकर विशेषरूपसे 
दान देना चाहिये। यहाँ देवताओंका पूजन होता है, 
अतिथियोंको भोजन दिया जाता है और [थके-माँदे] 
राहगीरोंको ठहरनेका स्थान मिलता है; अतः गृहस्थाश्रम 
परम धन्य है।ई ऐसे गृहस्थाश्रभमें रहकर जो लोग 
ब्राह्मणोंकी पूजा करते हैं, उन्हें आयु, धन और संतानकी 
कभी कमी नहीं होती । 

शुभ समय आनेपर चन्द्रदेवकी पूजा करके नित्य- 
नैमित्तिक कर्मोका अनुष्ठान करनेके पश्चात्‌ अपनी शक्तिके 
अनुसार दान देना चाहिये । दानसे मनुष्य निस्सन्देह अपने 
पापोंका नाश कर डालता है । दानके ्रभावसे इस लोकमें 
अभीष्ट भोगोंका उपभोग करके मनुष्य सनातन 
श्रीविष्णुको प्राप्त होता है। जो अभक्ष्य-भक्षणमें प्रवृत्त 
रहनेवाला, गर्भस्थ बालककी हत्या करनेवाला, गुरु- 
पलीके साथ सम्भोग करनेवाला तथा झूठ बोलनेबाला है, 
ये सभी नीच योनियोंमें जन्म लेते हैं । जो यज्ञ करानेके 
योग्य नहीं है ऐसे मनुष्यसे जो यज्ञ कराता, लोकनिन्दित 
पुरुषसे. याचना करता, सदा कोपसे युक्त रहता, 
साधुओंको पीड़ा देता, विश्वासघात करता, अपवित्र रहता 
और धर्मकी निन्दा करता है--इन पापॉसे युक्त होनेपर 
मनुष्यकी आयु शीघ्र नष्ट हो जाती है, ऐसा जानकर [पापका 
सर्वथा त्याग करके] विशेषरूपसे दान करना उचित हैं। 


= औ = 


ॐ धर्मादर्थ च कामं च मोक्षं च त्रितयं लभेत्‌। तस्माद्धर्मं समीहेत विद्वान्‌ स बहुघा स्मृतः ॥ (७५। २) 
+ गृहेअपि पज्ञेक्रियनिग्रहस्तपस्त्वकुत्सिते करमणि यः प्रबर्तते | निवृत्तरागस्य तपोनने गृह गृहश्रमोऽतो गदितः स्वधर्मः ॥ (७५। ८) 
क॑ गृहाश्रमः पुण्यतमः सर्वदा तीर्थवहृहम्‌। अस्मिन्‌ गृहाश्रमे पुण्ये दानं देयं विशेषतः ॥ 

देवानां पूजनं यत्र अतिथीनां तु भोजनम्‌। पथिकानां च शरणमतो धन्यतमो मतः॥ (७५। ६२-१३) 


« गण्डकी नदीका माहात्म्य तथा अभ्युदय एवं और्ध्वदैहिक नामक स्तोत्रका वर्णन + 


. ७२५ 


गण्डकी नदीका माहात्म्य तथा अभ्युदय एवं औध्वदैहिक नामक स्तोत्रका वर्णन 


श्रीमहादेवजी कहते हैं--देवि ! अब मैं गण्डकी 
नदीके माहात्म्यका विधिपूर्वक बर्णन करूंगा । पार्वती ! 
गङ्गाका जैसा माहात्म्य है, वैसा ही गण्डकी नदीका भी 
बताया गया है । जहाँसे नाना प्रकारकी झालआम-शिल्ता 
प्रकट होती है, उस गण्डकी नदीकी महिमाका बड़े-बड़े 
मुनियोंने वर्णन किया है । अण्डज, उद्भिज्ज, स्वेदज और 
जरायुज--सभी प्राणी उसके दर्शनमात्रसे पवित्र हो जाते 
हैं। महानदी गण्डकी उत्तरमें प्रकट हुई है गिरिजे ! वह 
स्मरण करनेपर निश्चय ही सब पापोंका नाश कर देती है! 
वहाँ कल्याण प्रदान करनेवाले भगकान्‌ नारायण सदा 
विद्यमान रहते हैं, ऋषियोंका भी वहाँ निवास है तथा 
सम्पूर्ण देवता, रुद्र, नाग और यक्ष विशेषरूपसे वहाँ रहा 
करते हैं । उस स्थलपर भगवान्‌की अनेक रूपवाली और 
सुखदायिनी चौबीस अवतारोंकी मूर्तियाँ उपलब्ध होती 
हैं। एक मत्स्यरूप है, दूसरी कच्छपरूप; इसी प्रकार 
वाराह, नूसिंह और बामनकी भी कल्याणदायिनी मूर्तियाँ 
हैं। श्रीराम, परशुराम तथा श्रीकृष्णकी भी मोक्षदायिनी 
मूर्ति देखी जाती है । श्रीविष्णुनामसे प्रसिद्ध उस स्थलपर 
उपर्युक्त मूर्तियोके सिवा बुद्धकी मूर्ति भी बतायी गयी है । 
कल्कि और महर्षि कपिलकी भी पुण्यमयी मूर्ति उपलब्ध 
होती है, इनके सिवा और भी भाँति-भाँतिके आकार- 
वाली बहुत-सी मूर्तियाँ देखी जाती हैं । उन सबके अनेक 
रूप हैं और उनकी संख्या भी बहुत है। वह गण्डकी 
नामकी गङ्गा परम पुण्यमयी तथा धर्म, अर्थ, काम एवं 
मोक्ष प्रदान करनेवाली है। उस भूमिपर आज भी मेरे 
साथ भगवान्‌ हृषीकेश नियमपूर्वक निवास करते हैं, 
उसके जलका स्पर्श करनेमात्रसे मनुष्य भ्रूणहत्या, 
आलहत्या और गोहत्या आदि समस्ते पापॉसे मुक्त हो 
जाता है। 
गण्डकी नदीके जलका दर्शन करनेसे ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अन्य जातिके मनुष्य--सभी 
निश्चय ही मुक्त हो जाते हैं; विशेषतः पापियोंके लिये तो 
यह जिवेणीके समान पुण्यमयी है। जहाँ ब्रह्महत्यारेकी 
भी मुक्ति हो जाती है, वहाँ औरोंके लिये क्या कहना है ? 


पार्वती ! मैं सदा हर समय वहाँ जाता रहता हूँ; वह 
तीर्थॉमें तीर्थणज है--यह बात त्रह्माजीने कही थी। 
मुनियोने वहाँ खान और दानका विधान किया है। 
भगवान्‌ विष्णुद्वारा पूर्वकालमें निर्मित हुआ बह क्षेत्र 
महांन्‌-से-महान्‌ है । वह वैष्णव पुरुषोंको उत्तम गति 
प्रदान करनेवाला और परम पावन माना गया है । देवि ! 
इस संसारमें मनुष्यका जन्म सदा दुर्लभ है; उसमें भी 
गण्डकी नदीका तीर्थ और वहाँ भी श्रीविष्णुक्षेत्र अत्यन्त 
दुर्लभ है । अतः श्रेष्ठ द्विजोंको आषाढ़ मासमें वहाँकी 
यात्रा करनी चाहिये । वरानने ! मैं बारंबार कहता हूँ कि 
गण्डकीके समान कोई तीर्थ, द्वादशीके तुल्य कोई व्रत 
और श्रीविष्णुसे भिन्न कोई देवता नहीं है। जो नरश्रेष्ठ 
गण्डकी नदीका माहात्म्य श्रवण करते हैं, वे इस लोकमें 
सुख भोगकर अन्तमें श्रीविष्णुधामको जाते हैं। 

महादेव उवाच--- 
अणु सुन्दरि वक्ष्यामि स्तोत्रे चाभ्युदयं ततः । 
यच्छुत्वा मुच्यते पापी ब्रह्महा नात्र संशयः ॥ १॥ 
घाता बै नारदे श्राह तदहे तु ब्रजीमि ते। 
समुबाच ततो देवः स्वयम्भूरमितद्युतिः ॥ २॥ 
अगृह्य रुचिरं आहुं स्मारये चौध्यदेहिकम । 

महादेखजी कहते हैं--सुन्दरी ! सुनो, अब मैं 
अभ्युदयकारी स्तोत्रका वर्णन करूँगा, जिसे सुनकर 
ब्रह्महत्याय भी निस्सन्देह मुक्त हो जाता है । ब्रह्माजीने 
देवर्षि नारदसे इस स्तोत्रका वर्णन किया था, वही मैं तुम्हें 
बताता हूँ। [पूर्वकालमें भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी जब 
रावणका वध कर चुके, उस समय समस्त देवता उनकी 
स्तुति करनेके लिये आये। उसी अवसरपर] अमित- 
तेजस्वी भगवान्‌ ब्रह्माने श्रीरघुनाथजीकी सुन्दर बाँह 
हाथमें लेकर जो उनकी स्तुति की थी, वह 'और्ध्वदैहिक 
स्तोत्र के नामसे प्रसिद्ध है। आज मैं उसीको स्मरण 


करके तुमसे कहता हूँ। 
भवाक्रारायणः श्रीमान्‌ देवञ्चक्रायुधो हरिः ॥ ३ ॥ 
चार्ङ्गधारी हषीकेशः पुराणपुरुषोत्तमः । 


अजितः खड्डभिज्निष्णु: कृष्णञ्चैद सनातनः ॥ ४ ॥ 


७२६ 


* अर्चयस्व हृषीकेशं यदीख्छसि परं पदम्‌ » 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


'एकश्वूड्ओे वराहस्त्वं भूतभव्यभवात्मकः । 
अक्षरं ब्रह्म सत्यं तु आदौ चान्ते च राघव श ५ ॥ 
लोकानां त्वं परो थर्मो विध्नक्सेनश्वतुर्भुजः । 
सेनानी रक्षणस्स्वै च वैकुण्ठस्त्वे जगत्प्रभो ॥ ६ ॥ 
श्रीब्रह्माजी बोले--श्रीरघुनन्दन ! आप समस्त 
जीवोके आश्रयभूत नारायण, लक्ष्मीसे युक्त, स्वयंप्रकाश 
एवं सुदर्शन नामक चक्र धारण करनेवाले श्रीहरि हैं । शाङ्ग 
नामक धनुषको धारण करनेवाले भी आप ही हैं । आप ही 
इन्द्रियोके स्वामी एवं पुराणप्रतिपादित पुरुषोत्तम हैं । आप 
कभी किसौसे भी परास्त नहीं होते ! शत्रुओंकी तलवारोंको 
टूक-टूक करनेवाले, विजयी और सदा एकरस रहने- 
बाले--सनातन देवता सच्चिदानन्दस्वरूप श्रीकृष्ण भी 
आप ही हैं । आप एक दाँतवाले भगवान्‌ वराह हैं । भूत, 
भविष्य और बर्तमान--तीनों काल आपके ही रूप हैं। 
श्रीरधुनन्दन ! इस विश्वके आदि, मध्य और अन्तमें जो 
सत्यस्वरूप अविनाशी परब्रह्म स्थित है, वह आप ही हैं। 
आप ही लोकोके परम धर्म हैं । आपको युद्धके लिये तैयार 
होते देख दैत्योंकी सेना चारों ओर भाग खड़ी होती है, 
इसीलिये आप विष्ठवसेन कहल्तते हैं । आप ही चार भुजा 
धारण करनेवाले श्रीविष्णु हैं । 
प्रभवश्चाव्ययस्त्वं च उपेन्द्रो मधुसूदनः । 
पृश्चिगर्फो धृतार्चिस्त्वे पद्मनाभो रणान्तकृत्‌ १ ७ ॥ 
इारण्यं शरणं च त्वामाहुः सेन्द्रा महर्षयः । 
ऋवसामश्रेष्ठो वेदात्मा झातजिह्वो महर्षभः ॥ ८ ॥ 
त्वं यज्ञस्स्वं खवद्कारस्त्वमोकारः परन्तपः । 
झातधन्सा सासुः पूर्व ससूनां स्वं प्रजापति: ॥ ९ ॥ 
आप सबकी उत्पत्तिके स्थान और अविकारी हैं । 
इन्द्रके छोटे भाई वामन एवं मधु दैत्यके प्राणहन्ता 
श्रीविष्णु भी आप ही हैं। आप अदिति या देवकीके 
गर्भमें अवतीर्ण होनेके कारण पृशिगर्भ कहलाते हैं। 
आपने महान्‌ तेज धारण कर रखा है'। आपकी ही 
नाभिसे विराट्‌ निश्चकी उत्पत्तिका कारणभूत कमल प्रकट 
हुआ था । आप शान्तखरूप होनेके कारण युद्धका अन्त 
करनेवाले हैं । इन्द्र आदि देवता तथा सम्पूर्ण महर्षिगण 
आपको ही सबका आश्रय एवं शरणदाता कहते हैं। 


ऋग्वेद और सामवेदमें आप ही सबसे श्रेष्ठ बताये गये 
हैं। आप सैकड़ों विधिवाक्यरूप जिह्वाओसे युक्त 
वेदस्वरूप महान्‌ वृषभ हैं। आप ही यज्ञ, आप ही 
वषट्कार और आप ही कार हैं । आप झत्रुओंको ताप 
देनेवाले तथा सैकड़ों धनुष धारण करनेवाले हैं । आप 
ही बसु, वसुओंके भी पूर्ववर्ती एवं प्रजापति हैं । 
त्रयाणामपि लोकानामादिकर्ता स्वयंप्रभुः । 
रुद्राणामष्टमो रुद्रः साध्यानामपि पञ्चमः ॥ १० ॥ 
अश्चिनौ यापि कर्णौ ते सूर्यचन्त्रौ च चक्षुषी । 
अन्ते चादौ ख प्रध्ये च दृश्यसे त्व॑ परन्तप ॥ ११ ॥ 
प्रभवो निधनं चासि न किदु: को भवानिति । 
दृश्यसे सर्वत्त्रेकेखु गोषु च ब्राह्मणेषु च ॥ १२॥ 
दिक्षु सर्वासु गगने पर्वतेषु गुहासु च। 
सहस्रनयनः श्रोमाञ्दातरीर्षः सहस्रपात्‌ ॥ १३ ॥ 

आप तीनों लोकोंके आदिकर्ता और स्वयं ही अपने 
अभु (परम स्वतन्त्र) हैं। आप रुद्रॉंमें आठवें रुद्र और 
साध्योंमें पाँचवें साध्य हैं। दोनों अश्विनीकुमार आपके 
कान तथा सूर्य और चन्द्रमा नेत्र हैं। परंतप ! आप ही 
आदि, मध्य और अन्तमें दृष्टिगोचर होते हैं। सबकी 
उत्पत्ति और लयके स्थान भी आप ही हैं। आप कौन 
हैं-इस बातको ठीक-ठीक कोई भी नहीं जानते। 
सम्पूर्ण स्तरेकॉमें, गौओंमें और ब्राह्मणोंमें आप ही 
दिखायी देते हैं तथा समस्त दिशाओमें, आकाशे, 
पर्वतोमे और गुफाओंमें भी आपकी ही सत्ता है। आप 
शोभासे सम्पन्न हैं। आपके सहस्रं नेत्र, सैकड़ों मस्तक 
और सहस्लों चरण हैं। 
त्यै धारयसि भूतानि वसुधां च सपर्वताम्‌ । 
अन्तःपूथिव्यां सलिले दृश्यसे त्वे महोरगः ॥ ९४ ॥ 
जील्लोकान्धारयन्‌ राम देवगन्धर्थदानवान्‌। 

आप सम्पूर्ण ्राणियोंको तथा पर्वतॉसहित पृथ्वीको 
भी घारण करते हैं। पृथ्वीके भीतर पाताललोकमें और 
क्षीरसागरके जलमें आप ही महान्‌ सर्प--दोषनागके 
रूपमें दृष्टिगोचर होते हैं! राम ! आप उस स्वरूपसे 
देवता, गन्धर्व और दानवोंके सहित तीनों लोकोंको 
घारण करते. हैं। 


उत्तरस्वण्ड ] 


अहं ते हृदयं राम जिह्वा देखी सरस्वती ॥ ९५ ॥ 
देखा रोमाणि गात्रेषु निर्मितास्ते स्वमायया । 
निषेषस्ते स्मृता रात्रिरुन्मेषो दिवसस्तथा ॥ १६॥ 
श्रीराम ! मैं (ब्रह्मा) आपका हृदय हूँ, सरस्वती 
देवी जिह्वा हैं तथा आपके द्वारा आपनी मायासे उत्पन्न 
किये हुए देवता आपके अज्जॉमें रोम हैं। आपका आँख 
मूँदना रात्रि और आँख खोलना दिन है। 
संस्कारस्तेऽमवद्देहो नैतदस्ति विना स्वया । 
जगत्सर्व शरीर ते स्थैर्य च बसुधातलम्‌॥ १७ ॥ 
अग्निः कोपः प्रसादस्ते शेष: श्रीमांश्च लक्ष्मण: । 
शरीर और संस्कारकी उत्पत्ति आपसे ही हुई है। 
आपके बिना इस जगतूकी स्थिति नहीं है । सम्पूर्ण विश्व 
आपका शरीर है, पृथ्वी आपकी स्थिरता है, अग्रि आपका 
कोप है और रोषावतार श्रीमान्‌ लक्ष्मण आपके प्रसाद हैं। 
त्वया लोकारख्रयः क्रान्ताः पुरा स्व्विक्रमैस्त्रिभिः ॥ १८ ॥ 
त्वसेन्द्रक्न कृतो राजा बर्तिबद्धो महासुरः । 
लोकान्‌ संहत्य कालस्त्वे निवेश्यात्मनि केरलम्‌ ॥ १९ ॥ 
करोष्येकार्णवं थोरं दृश्यादृद्ये च नान्यथा । 
पूर्वकालमें वामनरूप धारण कर आपने अपने तीन 
पगोंसे तीनों लोक माप लिये थे तथा महान्‌ आसुर 
बलिको बाँधकर इन्द्रको स्वर्गका राजा बनाया था । आप 
ही काळरूपसे समस्त लोकोंका संहार करके अपने 
भीतर लीनकर सब ओर केवल भयङ्कर एकार्णवका 
दुश्य उपस्थित करते हैं। उस समय दृश्य और अदृझ्यमें 
कुछ भेद नहीं रह जाता ।' 
त्वया सिंहवपुः कृत्वा परमं दिव्यमद्धुतप्‌ ॥ २० ॥ 
भयदः सर्वभूतानां हिरण्यकरिपुर्हतः । 
आपने नृसिंहावतारके समय परम अद्भुत एवं दिव्य 
सिंहका शरीर धारण करके समस्त प्राणियोंको भय 
देनेवाले हिरण्यकरिपु नामक दैत्यका नध किया था। 
त्यमञ्चचदनो भूत्वा पाततालतलमाश्चितः ॥ २१ ॥ 
संहतं परमं दिव्यं रहस्यं खै पुनः पुनः। 
आपने ही हयग्रीब अवतार धारण करके पातालके 
भीतर प्रत्नेशकर दैत्योंद्रारा अपहरण किये हुए वेदोंके परम 
रहस्य और यञ्चश्यागादिके प्रकरणोंको पुनः आप्त किया ! 


» गण्डकी नदीका माहात्प्य तथा अभ्युदय एवं और्ध्वदैहिक नामक स्तोत्रका वर्णन « 
pe 


यत्परं श्रूयते ज्योतिर्यत्परं श्रूयते परम्‌॥ २२॥ 

यत्परं परतश्चैव परमात्मेति कथ्यते । 

परो मन्त्रः परं तेजस्त्वमेक हि निगद्यसे ॥ २३ ॥ 
जो परम ज्योतिःस्वरूप तत्त्व सुना जाता है, जो परम 

उत्कृष्ट परन्रह्मके नामसे श्रबणगोचर होता है, जिसे 

परात्पर परमात्मा कहा जाता है तथा जो परम मन्त्र और 

परम तेज है, उसके रूपमे आपके ही स्वरूपका 

अतिपादन किया जाता है। 

हव्यं कव्यं पवित्रं च आसिः स्वर्गापवर्गयोः । 

'स्थित्युत्यत्तिविनाशांस्ते त्वामाहुः प्रकृतेः परम्‌ ॥ २४॥ 

यज्ञश्च यजमानश्च होता चाध्वर्युरेत च। 

भोक्ता यज्ञफलानां च त्वं वै बेदैक्ष गीयसे ॥ २५॥ 
हव्य (यज्ञ), कव्य (श्राद्ध), पवित्र, स्वर्ग और 

मोक्षको प्राप्ति , संसारकी उत्पत्ति, स्थिति तथा संहार 

ये सब आपके ही कार्म-है । ज्ञानी पुरुष आपको प्रकृतिसे 

पर बतलाते हैं । वेदोंके द्वारा आप ही यज्ञ, यजमान, 

होता, अध्वर्यु तथा यज्ञफलॉके भोक्ता कहे जाते हैं। 

सीता लक्ष्मीर्भवान्‌ विष्णुर्देवः कृष्णः प्रजापतिः । 

वधार्थ रावणस्य त्वं प्रविष्टो मानुषी तनुम्‌॥ २६॥ 
सीता साक्षात्‌ लक्ष्मी हैं और आप स्वयंप्रकाश 

विष्णु, कृष्ण एवं प्रजापति हैं। आपने रावणका वध 

करनेके लिये ही मानव-शरीरमें प्रवेश किया है । 

तदिदै च त्वया कार्य कृतं कर्मभृतां खर । 

निहतो रावणो राम प्रहृष्टा देवताः कृताः ॥ २७ ॥ 
कर्म करनेबालोंमें श्रेष्ठ श्रीरामचन्द्रजी ! आपने 

हमारा यह कार्य पूरा कर दिया । रावण मारा गया, इससे 

सम्पूर्ण देवताओंको आपने "बहुत प्रसन्न कर दिया है। 

अमोघं देव खीर्य ते नमोऽमोधपराक्रम । 

अमोघं दर्शनं राम अमोघस्तव संस्तवः ॥ २८ ॥ 
देव ! आपका बल अमोघ है। अचूक पराक्रम 

कर दिखानेवाले श्रीराम ! आपको नमस्कार है । राम ! 

आपके दर्शन और स्तवन भी अमोघ हैं। 

अम्पोघास्ते भविष्यन्ति भक्तिमन्तो मरा भुवि । 

चे च त्वां देख संभक्ताः पुराणं पुरुषोत्तमम्‌ ॥ २९ ॥ 
देव! जो मनुष्य इस पृथ्वीपप आप पुराण 


= अर्चयस्व हवीकेशं यदीच्छसि पर पदम्‌ « 


[ संक्षिप्त पदापुराण 


पुरुषोत्तमका भलीभाँति भजन करते हुए निरन्तर आपके 
चरणोंमें भक्ति रखेंगे, वे जीवनमें कभी असफल न होंगे । 
इममार्वं स्तवं पुण्यमितिहासं पुरातनम्‌। 
ये नराः कीर्तयिष्यन्ति नास्ति तेषां पराभव: ॥ ३० ॥ तै 
जो लोग परम ऋषि ब्रह्माजीके मुखसे निकले हुए 
इस पुरातन इतिहासरूप पुण्यमय स्तोत्रका पाठ करेंगे, 
उनका कभी पराभव महीं होगा! 
यह महात्मा श्रीरघुनाथजीका स्तोत्र है, जो सब 
स्तोत्रम श्रेष्ठ है । जो प्रतिदिन तीनों समय इस स्तोत्रका 
पाठ करता है, बह महापातकी होनेपर भी मुक्त हो जाता 
है। श्रेष्ठ द्विजोंको चाहिये कि वे संध्याके समय 
विशेषतः श्राद्धके अवसरपर भक्तिभावसे मन लगाकर 
अयलषपूर्वक इस स्तोत्रका पाठ करें। यह परम गोपनीय 
स्तोत्र है । इसे कहीं और कभी भी अनधिकारी व्यक्तिसे 
नहीं कहना चाहिये | इसके पाठसे मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर 


लेता है। निश्चय ही उसे सनातन गति प्राप्त होती ऐ। 
नरश्रेष्ठ बराह्मणोंको श्राद्धमें पहले तथा पिष्ड-पूजाके नाद 
भी इस स्तोत्रका पाठ करना चाहिये; इससे श्राद्ध अक्षय 
हो जाता है । यह परम पवित्र स्तोत्र मनुण्यॉंको मुक्ति 
प्रदान करनेवाला है। जो एकाग्र चित्तसे इस स्तोत्रको 
लिखकर अपने घरमें रखता है, उसकी आयु, सम्पत्ति 
तथा बलकी प्रतिदिन वृद्धि होती है । जो बुद्धिमान्‌ पुरुष 
कभी इस स्तोत्रको लिखकर ब्राह्मणको देता है, उसके 
पूर्वज मुक्त होकर श्रीविष्णुक्रे परमपदको प्राप्त होते हैं। 
चारों वेदोंका पाठ करनेसे जो फल होता है, बही फल 
मनुष्य इस स्तोत्रका पाठ और जप करके पा लेता है। 
अतः भक्तिमान्‌ पुरुषको यलपूर्वक इस स्तोत्रका 
पाठ करना चाहिये। इसके पढ़नेसे मनुष्य सब कुछ 
पाता है और सुखपूर्वक रहकर उत्तरोत्तर उन्नतिको प्राप्त 
होता है। 


— + ललल 


ऋषिपञ्चमी-प्रतकी कथा, विधि और महिमा 


महादेवजी ' कहते हैं--पार्वती ! एक समयकी 
जात है, मैंने जगतके स्वामी भगवान्‌ श्रीविष्णुसे पूछा 
था--भगवन्‌ ! सब त्रतोमें उत्तम ब्रत कौन है, जो पुत्र- 
पौत्रकी वृद्धि करनेवाला और सुख-सौभाग्यको देनेवाला 
हो ? उस समय उन्होंने जो कुछ उत्तर दिया, वह सब मैं 
तुम्हें कहता हूँ; सुनो । 
श्रीविष्णु खोले--महाबाहु शिव ! पूर्वकालमें 
देवशर्मा नामके एक ब्राह्मण रहते थे, जो चेदोके पारगामी 
विद्वान्‌ थे और सदा स्वाध्यायमें ही लगे रहते थे। 
५ प्रतिदिन अग्निहोत्र करते तथा सदा अध्ययन-अध्यापन, 
'यजन-याजन एवं दान-प्रतिमहरूप छः कमोमें प्रवृत्त 
रहते थे । सभी वर्णेकि लोगोँमेँ उनका बड़ा मान था। वे 
पुत्र, पशु और बन्धु-नान्धथ--सबसे सम्पन्न थे। 
ज्ाह्मणोंमें श्रेष्ठ देवदार्माकी गृहिणीका नाम भग्ना था। वे 
भादोके शुक्कपक्षमे पञ्चमी तिथि आनेपर तपस्या 


(ब्रत-पालन) के द्वारा इन्द्रियोंको वशामेँ रखते हुए 
पिताका एकोद्दिष्ट श्राद्ध किया करते थे। पहले दिन 
रात्रिमें सुख और सौभाग्य प्रदान करनेवाले त्राह्मणोंको 
निमन्त्रण देते और निर्मल भ्रभातकारू आनेपर दूसरे- 
दूसरे नये बर्तन मँगाते तथा उन सभी वर्तनोंमें अपनी 
स्त्रीके द्वारा पाक तैयार कराते थे। बह पाक अठारह 
रसोसे युक्त एवं पितरोंको संतोष प्रदान करनेवाला होता 
था। पाक तैयार होनेपर खे पृथक्‌-पृथक्‌ ब्राह्मणोंको 
बुलावा भेजकर बुलबाते थे। 

एक बार उक्त समयपर निमन्त्रण पाकर समस्त 
वेदपाठी ब्राह्मण दोपहरीमें देवशर्माके घर उपस्थित हुए । 
विप्रवर देवरार्मने अर्घ्य-पाद्यादि निवेदन करके 
विधिपूर्वक उनका स्वागत-सत्कार किया । फिर घरके 
भीतर जानेपर सबको बैठनेके लिये आसन दिया और 
विशेषतः मिष्टान्नके साथ उत्तम अन्न उन्हें भोजन करनेके 


>... य्पपसपपशर्शिर्शिशिशिशिशिणिणाण 
* पद्मपुराण उत्तरखण्डका ७७याँ अध्याय । 


« ऋषिपञ्चमी-व्रतकी कथा, विधि और महिमा « 


७२९ 


3७९०५७७७०७५००५०५००५०५४५५५४७ ३४» ४9» » ५५9» *४»» 2+*# » 8895 » ५ ४७७७७७७ ७७५६७७७७७७ ७७७७७७७७६७ नक *४5525:%6% 86%. 


लिये परोसा; साथ ही विधिपूर्वक पिण्डदानकी पूर्ति 
करनेवाला श्राद्ध भी किया । इसके बाद पिताका चिन्तन 
करते हुए उन्होंने उन ब्राह्मणोंको नाना प्रकारके वस्त्र, 
दक्षिणा और ताम्बूल निवेदन किये। फिर उन सबको 
बिदा किया। वे सभी ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले 
गये । तत्पश्चात्‌ अपने सगोती, यन्धु-बान्धव तथा और 
भी जो लोग भूखे थे, उन सबको ब्राह्मणने विधिपूर्वक 
भोजन दिया। इस प्रकार श्राद्धका कार्य समाप्त होनेपर 
ब्राह्मण जब कुटीके दरवाजेपर बैठे, उस समय उनके 
घरकी कुतिया और बैल दोनों परस्पर कुछ बातचीत 
करने लगे । देवि ! बुद्धिमान्‌ ब्राह्मणने उन दोनोंकी बातें 
सुनीं और समझी । फिर मन-ही-मन वे इस प्रकार सोचने 
लूगे--'ये साक्षात्‌ मेरे पिता हैं, जो मेरे ही घरके पशु 
हुए हैं तथा यह भी साक्षात्‌ मेरी माता है, जो दैवयोगसे 
कुतिया हो गयी है । अब मैं इनके उद्धारके लिये निश्चित 
रूपसे क्या करूं ?' इसी विचारमें पड़े-पड़े ब्राह्मणको 
रातभर नींद नहीं आयी। वे भगवान्‌ विश्वेश्वरका स्मरण 
करते रहे। प्रातःकाल होनेपर वे ऋषियोंके समीप गये । 
वहाँ वसिष्ठजीने उनका भलीभाँति स्वागत किया। 
खसिष्ठजी बोले--ब्राह्मणश्रेष्ठ; अपने आनेका 
कारण बताओ। 
ब्राह्मण बोले--मुनिवर ! आज मेरा जन्म सफल 
हुआ तथा आज मेरी सम्पूर्ण क्रियाएँ सफल हो गयीं; 
क्योंकि इस समय मुझे आपका दुर्लभ दर्शन प्राप्त हुआ 
है। अब मेरा समाचार सुनिये। आज मैंने शास्त्रोक्त 
विधिसे श्राद्ध किया, ग्राह्मणोंको भोजन कराया तथा 
समस्त कुटुम्बके लोगोंको भी भोजन दिया है। सबके 
भोजनके पश्चात्‌ एक कुतिया आयी और मेरे घरमें जहाँ 
एक बैल रहता है, वहाँ जा उसे पतिरूपसे सम्बोधित 
करके इस प्रकार कहने लगी--'स्वामिन! आज जो 
घटना घटी है, उसे सुन लीजिये। इस घरमें जो दूधका 
बर्तन रखा हुआ था, उसे साँपने अपना जहर उगलकर 
दूषित कर दिया। यह मैंने अपनी आँखों देखा था! 
देखकर मेरे मनमें बडी चिन्ता हुई । सोचने लगी--इस 
दूधसे जब भोजन तैयार होगा, उस समय सब ब्राह्मण 


इसको खाते ही मर जायैंगे। यों विचारकर मैं स्वयं 
उस दूधको पीने लगी । इतनेमें बहूकी दृष्टि मुझपर पड़ 
गयी । उसने मुझे खून मारा। मेरा अङ्ग-भङ्ग हो गया 
है। इसीसे मैं लड़खड़ाती हुई चल रही हूँ। क्या करूँ, 
बहुत दुःखी हूँ।' 

कुतियाके दुःखका अनुभव करके बैलने भी उससे 
कहा--'अब मैं अपने दुःखका कारण बताता हूँ, सुनो; 
मै पूर्वजन्ममें इस ब्राह्मणका साक्षात्‌ पिता था। आज 
इसने ब्राहार्णोको भोजन कराया और प्रचुर अन्नका दान 
किया है; किन्तु मेरे आगे इसने घास और जलतक नहीं 
रखा । इसी दुःखसे मुझे आज बहुत कष्ट हुआ है।' उन 
दोनोंका यह कथानक सुनकर मुझे रातभर नींद नहीं 
आयी। मुनिश्रेष्ठ ! मुझे तभीसे बड़ी चिन्ता हो रही है। 
मैं वेदका स्वाध्याय करनेवाला हुँ, वैदिक कमेकि 
अनुष्ठानमें कुशल हूँ; फिर भी मेरे माता और पिताको 
महान्‌ दुःख सहन करना पड़ रहा है । इसके लिये मैं क्या 
करूँ ? यही सोचता-विचारता आपके पास आया हूँ) 
आप ही मेरा कष्ट दूर कीजिये। 

ऋषि खोले--ब्रह्मन्‌ ! उन दोनेनि पूर्वजन्ममें जो 
कर्म किया है, उसे सुनो--ये तुम्हारे पिता परम सुन्दर 
कुण्डिननगरमे श्रेष्ट ब्राह्मण रहे हैं। एक समय भादोंके 
महीनेमें पञ्चमी तिथि आयी थी, तुम्हारे पिता अपने 
पिताके श्राद्ध आदिमें लगे थे, इसलिये उन्हें पञ्चमीके 
ज्तका ध्यान न रहा | उनके पिताकी क्षयाह तिथि थी। 
उस दिन तुम्हारी माता रजस्वला हो गयी थी, तो भी उसने 
ब्राह्मणोंके लिये सारा भोजन स्वयं ही तैयार किया। 
रजस्वला स्त्री पहले दिन चाण्डाली, दूसरे दिन 
ब्रह्मघातिनी और तीसरे दिन धोबिनके समान अपवित्र 
बतायी गयी है; चौथे दिन स्त्रानके बाद उसकी शुद्धि 
होती है । तुम्हारी माताने इसका विचार नहीं किया, अतः 
उसी पापसे उसको अपने ही घरकी कुतिया होना पड़ा है 
तथा तुम्हारे पिता भी इसी कर्मसे बैल हुए हैं। 

ग्राह्मणने कहा- उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले 
मुने ! मुझे कोई ऐसा व्रत, दान, यज्ञ और तीर्थ बतलाइये, 
जिसके सेवनसे मेरे माता-पिताकी मुक्ति हो जाय । 


७३० 


+ अर्चयस्व हषीकेर्श यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


ऋषि खोले--भादोके शुक्पक्षमें जो पञ्चमी 
आती है, उसका नाम ऋषिपञ्चमी है। उस दिन नदी, 
कुएँ, पोखरे अथवा ब्राह्मणके घरपर जाकर स्नान करे। 
फिर अपने घर आकर गोबरसे लीपकर मण्डल बनाये; 
उसमें कलशकी स्थापना करे। कलशके ऊपर एक पात्र 
रखकर उसे तिन्नीके चावलसे भर दे। उस पात्रमें 
यशोपवीत, सुवर्ण तथा फलके साथ ही सुख और 
सौभाग्य देनेवाले सात ऋषियोंकी स्थापना करे । 'ऋषि- 
पञ्जमी' के म्रतमें स्थित हुए पुरुषॉको उन सबका 
आवाहन करके पूजन करना चाहिये । तित्रीके चावल्क्र्का 
ही नैवेद्य लगाये और उसीका भोजन करे । केवल एक 
समय भोजन करके व्रत करना चाहिये । उस दिन परम 
भक्तिके साथ मन्त्रोंका उच्चारण करते हुए विधिपूर्वक 
ऋषियोंका पूजन करना उचित है। पूजनके समय 
ब्राह्मणको दक्षिणा और घीके साथ विधिपूर्वक भोजन- 
सामग्रीका दान देना चाहिये तथा समस्त ऋषियोंकी 
प्रसन्नता ही इस दानका उद्देश्य होना चाहिये। फिर 
विधिपूर्वक माहात्य-कथा सुनकर ऋषियोंकी प्रदक्षिणा 
करे और सबको पृथक्‌-पृथक्‌ धूप-दीप तथा नैवेद्य 
निवेदन करके अर्घ्य प्रदान करे। अर्घ्यका मन्त्र इस 
अकार है-- 
ऋषयः सन्तु मे नित्यं व्रतसंपूर्तिकारिणः । 
पूजां गृहन्तु महत्तामृधिभ्योऽस्तु नमो नमः ॥ 


£ संक्षिप्त पद्मपुराण 

पुलस्त्यः पुलहश्चैव क्रतुः प्राचेतसस्तथा । 
वसिष्ठमारिचात्रेया अर्घ्य गृहृन्तु वो नमः 
(७८ । ५९-६०) 


“ऋषिगण सदा मेरे व्रतको पूर्ण करनेवाले हों । वे 
मेरी दी हुई पूजा स्वोकार करें। सब ऋषियोंको मेरा 
नमस्कार है। पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, प्राचेतस, नसिष्ठ, 
मारीच और आत्रिय--ये मेरा अर्घ्य ग्रहण करें। आप 
सब ऋषियोंको मेरा प्रणाम है।' 

इस प्रकार मनोरम धूप-दीप आदिके द्वारा ऋषियोंकी 
पूजा करनी चाहिये । इस व्रतके अभावसे पितरोंकी मुक्ति 
होती है। वत्स ! पूर्वकर्मके परिणामसे अथवा रजके 
संसर्गदोषसे जो कष्ट होता है, उससे इस त्रतका अनुष्ठान 
करनेपर निःसंदेह छुटकारा मिल जाता है । 

महादेवजी कहते है--यह सुनकर देवशार्माने 
पिता-माताकी मुक्तिक लिये 'क्रषिपञ्चमी' व्रतका 
अनुष्ठान किया । उस व्रतके प्रभावसे वे दोनों पति-पत्नी 
पुत्रको आशीर्वाद देते हुए मुक्तिमार्गसे चले गये। 
“ऋषिपञ्चमी' का यह पवित्र व्रत ब्राह्मणके लिये बताया 
गया, किन्तु जो नरश्रेष्ठ इसका अनुष्ठान करते हैं, वे सभी 
पुण्यके भागी होते हैं। जो श्रेष्ठ पुरुष इस परम उत्तम 
ऋषि-ब्रतका पालन करते हैं, वे इस लोकमें प्रचुर 
भोगोंका उपभोग करके अन्तर्मे भगवान्‌ श्रीविष्णुके 
सनातन लोकको प्राप्त होते हैं। 


मम नह! नगर 


न्याससहित अपामार्जन नामक स्तोत्र और उसकी महिमा. 


पार्वती बोलीं भगवन्‌ ! सभी प्राणी विष और 
रोग आदिके उपद्रयसे ग्रस्त तथा दुष्ट ्रहॉसे हर समय 
पीड़ित रहते हैं। सुरश्रेष्ठ ! जिस उपायका अवलम्बन 
करनेसे मनुष्योंको अभिचार (मारण-उचचाटन आदि) 
तथा कृत्या आदिसे उत्पन्न होनेवाले नाना प्रकारके 
भयङ्कर रोगोंका शिकार न होना पड़े, उसका मुझसे 
वर्णन कीजिये । 
महादेवजी खोले--पार्वती ! जिन लोगोंने ब्रत, 
उपवास और नियमोंके पालनद्वारा भगवान्‌ विष्णुको 


संतुष्ट कर लिया है, बे कभी रोगसे पीड़ित नहीं होते! 
जिन्होंने कभी ब्रत, पुण्य, दान, तप, तीर्थ-सेवन, देव- 
पूजन तथा अधिक मात्रामें अन्न-दान नहीं किया है, उन्हीं 
लोगॉको सदा रोग और दोषसे पीड़ित समझना चाहिये । 
मनुष्य अपने मनसे आरोग्य तथा उत्तम समृद्धि आदे 
जिस-जिस वस्तुकी इच्छा करता है, बह सब भगवान्‌ 
विष्णुकी सेवासे निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। 
श्रीमधुसूदनके संतुष्ट हो जानेपर न कभी मानसिक चिन्ता 
सताती है, न रोग होता है, न विष तथा ग्रहोंके कष्टमें 


» न्याससहित अपामार्जननामक स्तोत्र और उसकी महिमा « 


७३९ 


बैंधना पड़ता है और न कृत्याके ही स्पर्राका भय रहता 
है। श्रीजनार्दनके प्रसन्न होनेपर समस्त दोषोंका नाश हो 
जाता है। सभी ग्रह सदाके लिये शुभ हो जाते हैं तथा 
बह मनुष्य देबताओंके लिये भी दुर्धर्ष बन जाता है। जो 
सम्पूर्ण प्राणियोंके प्रति समान भाव रखता है और अपने 
प्रति जैसा बर्ताव चाहता है वैसा ही दूसरोंके प्रति भी 
करता है, उसने मानो उपवास आदि करके भगवान्‌ 
मधुसूदनको संतुष्ट कर लिया । ऐसे लोगोंके पास शत्रु 
महीं आते, उन्हें रोग या आभिचारिक कष्ट नहीं होता 
तथा उनके द्वारा कभी पापका कार्य भीं नहीं बनता! 
जिसने भगवान्‌ विष्णुकी उपासना की है, उसे भगवानके 
चक्र आदि अमोघ अस्त्र सदा सब आपत्तियोंसे बचाते 
रहते हैं। 
पार्वती बोर्ली--भगवन्‌ ] जो लोग भगवान्‌ 
गोविन्दकी आराधना न करनेके कारण दुःख भोग रहे हैं, 
उन दुःखी मनुष्योंके प्रति सब प्राणियोंमें सनातन 
वासुदेवको स्थित देखनेवाले समदर्शी एवं दयालु 
पुरुषोंका जो कर्तव्य हो, वह मुझे विशेषरूपसे बताइये । 
महादेवजी बोले-_देवेश्वरि! बतलाता हूँ, 
एकाग्रचित्त होकर सुनो। यह उपाय रोग, दोष एवं 
अशुभको हरनेवाला तथा झन्रुजनित आपत्तिका नाश 
करनेवाला है । विद्वान्‌ पुरुष झिखामें श्रीधरका, शिखाके 
निचले भागमें भगवान्‌ श्रीकरका, केझोमें हषीकेशका, 
मस्तकमें परम पुरुष नारायणका, कानके ऊपरी भागमें 
श्रीविष्णुका, ललाटमें जलशायीका, दोनों भौहॉमें 
श्रीविष्णुका, भौंहोंक मध्य-भागमें श्रीहरिका, नासिकाके 


frseeeseeseeseseseesseereneereneeneaeeeenaneesnensreesreanneeeseenesneeseseseneeseeeenersnenseeseenhee, 


अम्रभागमें नरसिंहका, दोनों कानॉर्मे अर्णवेशय 
(समुद्रमें शयन करनेवाले भगवान्‌) का, दोनों नेत्ॉमें 
पुण्डरीकाक्षका, नेत्रॉके नीचे भूधर (धरणीधर) का, दोनों 
गालोंमें कल्किनाथका, कार्नेके मूल भागमें वामनका, 
गलेकी दोनों हँसलियोंमें शङ्खधारीका, मुखमें गोबिन्दका, 
दाँतोंकी पङ्क्तिमें मुकुन्दका, जिह्लामें चाणीपतिका, ठोढ़ीमें 
औरामका, कण्ठमें वैकुण्ठका, नाहुमूलके निचले भाग 
(काँख) में बलप्न (बल नामक दैत्यके मारनेवाले) का, 
कंधोंमें केसघातीका, दोनों भुजाऑमें अज (जन्मरहित) 
का, दोनों हाथॉमें झार्ङ्गपाणिका, हाथके अंगूठेमें 
संकर्षणका, अंगुलियोंमें गोपालका, वक्षःस्थलमें 
अधोक्षजका, छातीके बीचमें श्रीवत्सका, दोनों स्तनॉमें 
अनिरुद्धका, उदरमें दामोदरका, नाभिमें पदानाभका, 
नाभिके नीचे केशवका, लिङ्गमें धराधरका, गुदामे 
गदाग्रजका, कटिमें पीताम्बरधारीका, दोनों जाँघेमिँ 
मधुद्विट्‌ (मधुसूदन) का, पिडलियोंमें मुरारिका, दोनों 
घुटनोंमें जनार्दनका, दोनों घुट्डियोंमें फणीशका, दोनों 
पैरॉकी गतिमें त्रिविक्रमका, पैरके अंगूठेमें श्रीपतिका, 
पैरके तलवोॉमें धरणीघरका, समस्त रोमकूपॉमें 
विष्वक्सेनका, शरीरके मांसमें मत्स्यावतारका, मेदेमें 
कूर्मावतारका, वसामें वाराहका, सम्पूर्ण हड्डियोमें 
अच्युतका, मज्जामें द्विजप्रिय (न्राहार्णोके प्रेमी) का, शुक्र 
(बीर्य) में श्वेतपतिका, सर्वाङ्गमें यज्ञपुरुषका तथा आत्मामें 
परमात्माका न्यास करे। इस प्रकार न्यास करके मनुष्य 
साक्षात्‌ नारायण हो जाता है; वह जबतक मुँहसे कुछ 
बोलता नहीं, तबतक विष्णुरूपसे ही स्थित रहता है ।* 


* तद्‌ वक्ष्यामि सुरश्रेष्ठे समाहितमनाः शृणु । रोगदोषाशुभहरं विद्विडापद्बिनाशनम्‌ ॥ 
शिखायां श्रीधरं न्यस्य शिखाघः श्रीकरं तथा। हृषीकेशं तु केशेषु मूर्धि नारायणं परम्‌॥ 
ऊर्ध्यश्रोत्रे न्यसद्विष्णु ललाटे जलझायिनम्‌ । विष्णु वै भ्रुयुगे न्यस्य भ्रूमध्ये हरिमेध च॥ 
नरसिंहं नासिकाग्रे कर्णयोरर्णवेजयम्‌। चक्षुषोः पुण्डरीकाक्षं तदधो भूधरं न्यसेत्‌ ॥ 
कपोल्योः कल्किनाथे वामनं कर्णमूळ्योः । शक्चिने शङ्घयोर्न्यस्य गोविन्दं बदने तथा॥ 
मुकुन्दं दन्तपङ्कौ तु जिह्वायां वाक्पति तथा रामं हनौ तु विन्यस्य कण्ठे दैकुण्ठमेद च॥ 
बर्न घाहुमूलाधश्चांसयोः कंसघातिनम्‌ । अजँ भुजद्वये न्यस्य झार्ङ्गपाणि करद्भये॥ 
संकर्षणं कराज्नुठे गोपमङ्गुलिपङ्क्तिपु । बक्षस्यधोक्षजं न्यस्य वत्सं तस्य मध्यतः॥ 
स्तनयोरनिरुद्ध॑ च दामोदरमथोदरे। पद्मनाभं तथा नाभौ नाभ्यधश्चापि केशवम्‌ ॥ 


७३२ 


+ अर्चयस्व इवीकेशे यदीच्छसि परै पदम्‌ > 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


29499७४४५७ ४७५ ४७५ ७३३३३३३३७३ ७७७ ७७७७७७३७३३ ७५७७५७७७४५ ७ ७६७५७७६७७६ ७७७७७७७७4७ ७७७७०७०७७७ 


शान्ति करनेवाला पुरुष मूलसहित शुद्ध कुशोको 
लेकर एकाग्रचित्त हो रोगीके सब आङ्गोंको झाडे; 
विशेषतः विष्णुभक्त पुरुष रोग, ग्रह और विषसे पीड़ित 
मनुष्यकी अथवा केवल विषसे ही कष्ट पानेवाले 
रोगियोंकी इस प्रकार शुभ शान्ति करे । पार्वती ! कुशसे 
झाड़ते समय सब रोगॉका नाश करनेवाले इस स्तोत्रका 
पाठ करना चाहिये। 

ॐ परमार्थस्वरूप, अन्तर्यामी, महात्मा, रूपहीन 
होते हुए भी अनेक रूपधारी तथा व्यापक परमात्माको 
नमस्कार है। खाराह, नरसिंह और सुखदायी वामन 
भगवानका ध्यान एवं नमस्कार करके श्रीविष्णुके उपर्युक्त 
नामोंका अपने आङ्घोमें न्यास करे । न्यासके पश्चात्‌ इस 
अकार कहे- “मैं पापके स्पर्शसे रहित, शुद्ध, व्याधि 
और पापोंका अपहरण करनेवाले गोविन्द, पद्मनाभ, 
वासुदेव और भूधर नामसे प्रसिद्ध भगवानको नमस्कार 
करके जो कुछ कहूँ, वह मेरा सारा वचन सिद्ध हो । तीन 
पगोंसे त्रिलोकीको नापनेवाले भगवान्‌ त्रिविक्रम, सबके 
हृदयमें रमण करनेवाले राम, वैकुण्ठधामके अधिपति, 
बदरिकाश्रममें तपस्या करनेवाले भगवान्‌ नर, वाराह, 
नृसिंह, वामन और उज्ज्वल रूपधारी हयग्रीबको 

नमस्कार है! हृषीकेश ! आप सारे अमङ्गलको हर 
लीजिये। सबके हदयमें निवास करनेवाले भगवान्‌ 
वासुदेवको नमस्कार है। नन्दक नामक खङ्ग धारण 
करनेवाले सच्चिदानन्दस्वरूप श्रीकृष्णको नमस्कार है। 
कमलके समान नेत्रोंवाले आदि चक्रधारी श्रीकेशवको 
नमस्कार है ! कमल-केसरके समान वर्णवाले भगवानको 
नमस्कार है । पीले रंगके निर्मल बरूर धारण करनेवाले 
भगवान्‌ विष्णुको नमस्कार है। अपनी एक दाढ़पर 
समूची पृथ्वीको उठा लेमेवारे त्रिमूर्तिपति 


भगवान्‌ वाराहको नमस्कार है। जिसके नखोंका स्पर्श 
वच्रसे भी अधिक तीक्ष्ण और कठोर है, ऐसे दिव्य 
सिंहका रूप धारण करनेवाले भगवान्‌ नृसिंह ! आपको 
नमस्कार है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेदसे लक्षित 
होनेवाले परमात्मन्‌ ! अत्यन्त लघु शरीरवाले कझ्यपपुत्र 
चामनका रूप धारण करके भो समूची पृथ्वीको एक ही 
पगमें नाप लेनेवाले ! आपको बारबार नमस्कार है। 
बहुत बड़ी दाढ़वाले भगवान्‌ वाराह ! सम्पूर्ण दुःखों और 
समस्त पापके फलोंको रौंद डालिये, रौंद डालिये । पापके 
फलको नष्ट कर डालिये, नष्ट कर डालिये। विकराल 


-मुख और दाँतोंवाले, नखॉसे उद्दीप्त दिखायी देनेवाले, 


पीड़ाओंके नाशक भगवान्‌ नृसिंह ! आप अपनी 
गर्जनासे इस रोगीके दुःखका भञ्जन कीजिये, भञ्जन 
कीजिये । इच्छानुसार रूप ग्रहण करके पृथ्वी आदिको 
धारण करनेवाले भगवान्‌ जनार्दन अपनी ऋक्‌, यजुः 
और साममयी वाणीद्वारा इस रोगीके सब दुः खोकी शान्ति 
कर दें। एक, दो, तीन या चार दिनका अन्तर देकर 
आनेवाले हलके या भारी ज्चरको, सदा बने रहनेवाले 
ज्वरको, किसी दोषके कारण उत्पन्न हुए ज्वरको, 
सन्निपातसे होनेवाले तथा आगन्तुक ज्वरको विदीर्ण कर 
उसकी चेदनाका नाश करके भगवान्‌ गोविन्द उसे सदाके 
लिये शान्त कर दें। नेत्रका कष्ट, भस्तकका कष्ट, 
उदररोगका कष्ट, अनुच्छूबास (साँसका रुकना), 
महाश्वास (साँसका तेज चलना--दमा), परिताप, 
(ज्वर), वेपथु (कम्प या जूड़ी), गुदारोग, नासिकारोग, 
पादरोग, कुष्ठरोग, क्षयरोग, कमला आदि रोग, प्रमेह 
आदि भयङ्कर रोग, बातरोग, मकड़ी और चेचक आदि 
समस्त रोग भगवान्‌ विष्णुके चक्रकी चोट खाकर नष्ट हो 
जायें । अच्युत, अनन्त और गोविन्द नामोंके उचारणरूपी 


मेढे घराधरै देवं गुदे चैव गदाग्रजम्‌। पीताम्बरधरं कट्यामूरुयुग्मे 
पिण्डकयोर्जानुयुग्मे जनार्दनम्‌। फणीशं गुल्फयो््यस्य क्रमयोश्च त्रिविक्रमम्‌ ॥ 


मुरद्विषे 
श्रीपतिं च पादाधो धरणीधरम्‌ । रोमकूपेषु 


मधुद्विषम्‌ ॥ 
सर्वे विष्ठक्सेनै न्यसेहुधः ॥ 


मत्स्य मांसे तु विन्यस्य कूम मेदसि विन्यसेत्‌। वाराहं तु यसामध्ये सर्वास्थिषु तथाच्युतम्‌ ॥ 


द्विजभ्नियं तु मज्जायां शुक्रे शवेतपतिं तथा। सर्वाङ्गे यशपुरुषं 


परमात्मानमात्मनि ॥ 


एवं न्यासविधिं कृत्वा साक्षात्रारायणो भवेत्‌। यावन्न व्याहरेत्किंचित्तावद्विष्णुमयः स्थितः ॥ (७९ । १६-३०) 


हु 
उत्तरखण्ड ] ० न्याससहित अपामार्जननामक स्तोत्र और उसकी महिमा « ७३३ 
smposeereseeseesseeseeessesseeeeseetssenseressessenssesessegesespeneeenseeaseeensteeenstpensgeentrneee. 2४9७७५७७३५ ०%००७ ७०५५०७४७७७ ०००७०० ५७३७९७८०७८ ९७०७७७००७७ ०३७७०३७४७३ क्ट 


ओषधिसे समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं--यह बात में 
सत्य-सत्य कहता हूँ । स्थावर, जङ्गम अथवा कृत्रिम विष 
हो या दाँत, नख, आकाश तथा भूत आदिसे प्रकट 
होनेवाला अत्यन्त दुस्सह विष हो; वह सारा-का-सारा 
श्रीजनार्दनका नामकीर्तन करनेपर इस रोगीके झरीरमें 
शान्त हो जाय । बालकके शरीरमें ग्रह, प्रेतम्रह अथवा 
अन्यान्य झाकिनी-ग्रहोंका उपद्रव हो या मुखपर चकते 
निकल आये हों अथवा रेवती, वृद्ध रेवती तथा वृद्धिका 
नामके भयङ्कर ग्रह, मातृग्रह एबं बालग्रह पीड़ा दे रहे हों; 
भगवान्‌ श्रीविष्णुका चरित्र उन सबका नाश कर देता है। 
वृद्धों अथवा बालकोंपर जो कोई भी ग्रह लगे हों, वे 
श्रीनृसिंहके दर्शनमात्रसे तत्काल शान्त हो जाते हैं। 
भयानक दाढ़ोंके कारण विकराल मुखवाले भगवान्‌ 
नृसिंह दैत्योंको भयभीत करनेवाले हैं। उन्हें देखकर 
सभी ग्रह बहुत दूर भाग जाते हैं।, ज्वालाओंसे 
देदीप्यमान मुखवाले महासिंहरूपधारी नृसिंह ! सुन्दर 
मुख और नेत्रोवारे सवेश्वर ! आप समस्त दुष्ट प्रहोंको 
दूर कीजिये। जो-जो रोग, महान्‌ उत्पात, विष, महान्‌ 
ग्रह, क्रूरस्वभाववाले भूत, भयङ्कर ग्रह-पीड़ाएँ, 
हथियारसे कटे हुए घावोंपर होनेवाले रोग, चेचक आदि 
फोड़े और शारीरके भीतर स्थित रहनेवाले अह हों, उन 
सबको हे त्रिभुवनकी रक्षा करनेवाले ! दुष्ट दानवोंके 
विनाशक ! महातेजस्वी सुदर्शन ! आप काट डालिये, 
काट डालिये। महान्‌ ज्वर, वातरोग, लूता रोग तथा 
भयानक महाविषको भी आप नष्ट कर दीजिये, नष्ट कर 
दीजिये। असाध्य अमरशूळ विषकी ज्याला और गर्दभ 
ग्रेग--ये सब-के-सब शतु हैं, “ॐ हां हां हूं हूं' इस 
"बीजमन्त्रके साथ तीखी धारवाले कुठारसे आप इन 
दात्रुओंको मार डाले । दूसरोंका दुःख दूर करनेके लिये 
झारीर धारण करनेवाले परमेश्वर ! आप भगवानको 
नमस्कार है । इनके सिवा और भी जो प्राणियॉको पीड़ा 
देनेवाले दुष्ट अह और रोग हों, उन सबको सबके आत्मा 
परमात्मा जनार्दन दूर करें । वासुदेव ! आपको नमस्कार 
है। आप कोई रूप धारण करके ज्वालाओंके कारण 
अत्यन्त भयानक सुदर्शन नामक चक्र चलाकर सब 


दुष्टोंको नष्ट कर दीजिये। देववर ! अच्युत ! आप 
दुष्टोका संहार कीजिये। 
महाचक्र सुदर्शन ! भगवान्‌ गोविन्दके श्रेष्ठ 

आयुध ! तीखी धार और महान्‌ वेगवाले शास्त्र ! कोटि 
सूर्थके समान तेज धारण करनेवाले महाज्चालामय 
सुदर्शन ! भारी आवाजसे सबको भयभीत करनेवाले 
चक्र ! आप समस्त दुःखों और सम्पूर्ण राक्षसॉका उच्छेद 
कर डालिये, उच्छेद कर डालिये। हे सुदर्शनदेव ! आप 
पापोंका नाश और आरोग्य प्रदान कीजिये। महात्मा 
नृसिंह अपनी गर्जनाओसे पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और 
उत्तर--सब ओर रक्षा करें। अनेक रूप घारण 
करनेवाले भगवान्‌ जनार्दन भूमिपर और आकाशे, 
'पीछे-आगे तथा पार्शवभागमें रक्षा करें। देवता, आसुर 
और मनुष्योके सहित सम्पूर्ण विश्व श्रीविष्णुमय है। 
योगेश्वर श्रीविष्णु ही सब वेदोंमें गाये जाते हैं, इस सत्यके 
प्रभावसे इस रोगीका सारा दुःख दूर हो जाय । समस्त 
चेदाङ्गोंमें भी परमात्मा श्रीविष्णुका ही गान किया जाता 
है। इस सत्यके प्रभावसे विश्वात्मा केशव इसको सुख 
देनेवाले हॉ. । भगवान्‌ वासुदेवके शरीरसे प्रकट हुए 
कुशोंके द्वारा मैंने इस मनुष्यका मार्जन किया है; इससे 
शान्ति हो, कल्याण हो और इसके दुःखोंका नाश हो 
जाय । जिसने गोविन्दके अपामार्जन स्तोत्रसे मार्जन किया 
है, वह भी यद्यपि साक्षात्‌ श्रीनारायणका ही स्वरूप है: 
तथापि सब दुःखोंकी शान्ति श्रीहरिके वचनसे ही होती 
है। श्रीमधुसूदनका स्मरण करनेपर सम्पूर्ण दोष, समस्त 
अह, सभी विष और सारे भूत शान्त हो जाते हैं। अब 
यह श्रीहरिके वचनानुसार पूर्ण स्वस्थ हो जाय । शान्ति 
हो, कल्याण हो और दुःख नष्ट हो जायैँ। भगवान्‌ 
इषीकेदाके नाम-कीर्तनके प्रभावसे सदा ही इसके 
स्वास्थ्यकी रक्षा रहे । जो पाप जहाँसे इसके शरीरमें आये 
हों, खे वहीं चले जायं! 

यह परम उत्तम 'अपामार्जन' नामक स्तोत्र है । समस्त 
आणियोंका कल्याण चाइनेवाले श्रोविष्णुभक्त पुरुषोंको 
रोग और पीड़ाओंके समय इसका प्रयोग करना चाहिये। 
इससे समस्त दुःखोंका पूर्णतया नाश हो जाता है । यह 


छक 


* आर्चयस्व हवीकेसं यदीच्छसि परं पदम्‌ » 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


सन पापोंकी शुद्धिका साधन है! श्रीविष्णुके 'अपामार्जन 
स्तोत्र'से आर्द्र'-शुष्क', लघु-स्थूल (छोटे-बड़े) एवे 
मह्महत्या आदि जितने भो पाप हैं, वे सन उसी प्रकार 
नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्यके दर्शनसे अन्धकार दूर हो 
जाता है । जिस प्रकार सिंहके भयसे छोटे मृग भागते हैं, 
उसी प्रकार इस स्तोत्रसे सारे रोग और दोष नष्ट हो जाते 
हैं! इसके श्रवणमात्रसे ही ग्रह, भूत और पिशाच 
आदिका नाश हो जाता है। लोभी पुरुष धन कमानेके 
लिये कभी इसका उपयोग न करें । अपामार्जन स्तोत्रका 
उपयोग करके किसीसे कुछ भी नहीं लेना चाहिये, इसीमें 
अपना हित है। आदि, मध्य और अन्तका ज्ञान 
रखनेवाले शान्तचित्त श्रीविष्णुभक्तोंको निःस्वार्थभावसे 
इस स्तोत्रका प्रयोग करना उचित है; अन्यथा यह 
सिद्धिदायक नहीं होता। भगवान्‌ विष्णुका जो 
अपामार्जन नामक स्तोत्र है, यह मनुष्योंके लिये अनुपम 
सिद्धि है, रक्षाका परम साधन है और सर्वोत्तम ओषधि 
है। पूर्वकालमें ब्रह्माजीने अपने पुत्र पुलस्त्य मुनिको 
इसका उपदेश किया था; फिर पुलस्त्य मुनिने दाल्ध्यको 
सुनाया । दाल्भ्यने समस्त प्राणियोंका हित करनेके लिये 
इसे लोकमें अकाशित किया; तबसे श्रीविष्णुका यह 
अपामार्जन स्तोत्र तीनों लोकॉमें व्याप्त हो गया । यह सब 
असङ्ग भक्तिपूर्वक श्रवण करनेसे मनुष्य अपने रोग और 
दोषोंका नाश करता है। 

“अपामार्जन' नामक स्तोत्र परम अद्‌भुत और दिव्य 
है। मनुष्यको चाहिये कि पुत्र, काम और अर्थकी 
सिद्धिके लिये इसका विशेषरूपसे पाठ करे। जो द्विज 
एक या दो समय बराबर इसका पाठ करते हैं, उनकी 
आयु, लक्ष्मी और बलकी दिन-दिन वृद्धि होती है। 
ब्राह्मण विद्या, क्षत्रिय राज्य, वैश्य धन-सम्पत्ति और शूद्र 
भक्ति प्राप्त करता है । दूसरे लोग भी इसके पाठ, श्रवण 


और जपसे भक्ति आप्त करते हैं! पार्वती ! जो इसका 
पाठ करता है, उसे सामवेदका फल होता है; उसकी 
सारी पाप-राशि तत्काल नष्ट हो जाती है। देवि ! ऐसा 
जानकर एकाअचित्तसे इस स्तोत्रका पाठ करना चाहिये। 
इससे पुत्रकी प्राप्ति होती है और घरमें निश्चय ही लक्ष्मी 
परिपूर्ण हो जाती हैं। जो वैष्णव इस स्तोत्रको भोजपत्रपर 
लिखकर सदा धारण किये रहता है, वह इस लोकमें 
सुख भोगकर अन्तमें श्रीविष्णुके परमपदको प्राप्त होता 
है। जो इसका एक-एक श्लोक पढ़कर भगवान्को 
तुलसीदल समर्पित करता है, वह तुलसीसे पूजन 
करनेपर सम्पूर्ण तीथेकि सेवनका फल पा लेता है। यह 
भगवान्‌ विष्णुका स्तोत्र परम उत्तम और मोक्ष प्रदान 
करनेवाला है। सम्पूर्ण पृथ्वीका दान करनेसे मनुष्य 
श्रीविष्णुलोकमें जाता है; किन्तु जो ऐसा करनेमें असमर्थ 
हो, वह श्रीविष्णुलोककी प्राप्तिके लिये विशेषरूपसे इस 
स्तोत्रका जप करे। यह रोग और ग्रहोंसे पीड़ित 
बालकोंके दुःखकी शान्ति करनेवाला है। इसके 
पाठमात्रसे भूत, ग्रह और विष नष्ट हो जाते हैं। जो 
ब्राह्मण कण्ठमें तुलसीकी माला पहनकर इस स्तोत्रका 
पाठ करता है, उसे वैष्णव जानना चाहिये; वह निश्चय ही 
श्रीविष्णुधाममें जाता है। इस लोकका परित्याग करनेपर 
उसे श्रीविष्णुधामकी प्राप्ति होती है। जो मोह-मायासे दूर 
हो दम्भ और तृष्णाका त्याग करके इस दिव्य स्तोत्रका 
पाठ करता है, वह परम मोक्षको प्राप्त होता है। इस 
भूमप्डलमें जो ब्राह्मण भगवान्‌ विष्णुके भक्त हैं, वे धन्य 
माने गये हैं; उन्होंने कुलसहित आपने आत्माका उद्धार 
कर लिया--इसमें तनिक भी संदेह नहीं है । जिन्होंने 
भगवान्‌ नारायणकी शरण ग्रहण कर ली है, संसारमें वे 
परम धन्य हैं। उनकी सदा भक्ति करनी चाहिये, क्योंकि 
चे भागवत (भगवद्भक्त) पुरुष हैं। 


ऋ ता 


१-स्वेच्छासे किये हुए पाप। २-अनिच्छासे किये हुए पाप। 


उत्तरखण्ड ] » श्रीविष्णुकी महिमा--भक्तञ्रवर पुण्डरीककी कच्या + ७३५ 
श्रीविष्णुकी महिमा--भक्तप्रवर पुण्डरीककी कथा 
श्रीपार्वती खोलों--विश्वेश्वर ! प्रभो ! भगवान्‌ युधिष्ठिर बोले--समस्त शास्त्र-वेत्ताओमें श्रेष्ठ, 
श्रीविष्णुका माहात््य अद्‌भुत है, जिसे सुनकर फिर धर्मके ज्ञाता पितामह ! कोई तो घर्मको सबसे श्रेष्ठ 
कभी संसार-बन्धन नहीं प्राप्त होता । आप पुनः उसका बतलाते हैं और कोई घनको । कोई दानकी प्रशंसा करते 
वर्णन कीजिये। हैं, तो कोई संग्रहके गीत गाते हैं। कुछ लोग सांख्यके 
महादेवजीने कहा--सुन्दरी ! मैं भगवान्‌ समर्थक हैं, तो दूसरे लोग योगके । कोई यथार्थ शानको 
औविष्णुके उत्तम माहात्म्यका वर्णन करता हूँ, सुनो; इसे उत्तम मानते हैं, तो कोई बैराग्यको । कुछ लोग अम्निप्टोम 
सुनकर मनुष्य पुण्य प्राप्त करता है और अन्तमें उसे आदि कर्मको ही सबसे श्रेष्ठ समझते हैं, तो कुछ लोग उस 
मोक्षकी प्राप्ति होती है । महाप्राज्ञ देवव्रत, जो इन्द्र आदि आत्मज्ञानको बड़ा मानते हैं, जिसे पाकर मिट्टीके ढेले, 
देवताओंके लिये भी दुर्धर्ष थे, कुरुक्षेत्रकी पुण्यभूमिमे पत्थर और सुवर्णमें समबुद्धि हो जाती है। कुछ लोगेकि 
ध्यानयोगपरायण हो रहे थे। वे सम्पूर्ण झाख्रोके आश्रय मतमें मनीषी पुरुषोंद्धाय बताये हुए यम और नियम ही 
थे। उन्होंने अपनी इन्द्रियोंको बशमें कर लिया था । उनमें सबसे उत्तम हैं । कुछ लोग दयाको श्रेष्ठ बताते हैं, तो कुछ 
पापका लेश भी नहीं था । वे सत्यप्रतिज्ञ थे और क्रोधको तपस्वी महात्मा अहिसाको ही सर्वोत्तम कहते हैं। कुछ 
जीतकर समतामें प्रतिष्ठित हो चुके थे। संसारके स्वामी मनुष्य शौचाचारको श्रेष्ठ बतलाते हैं, तो कुछ देवार्चनको । 
और सबको शरण देनेवाले भक्तवत्सल भगवान्‌ नारायणमें इस विषयमें पाप-कर्मोंसे मोहित चित्तवाले मानव चक्कर 
मन, वाणी, शरीर और क्रियाके द्वारा वे परम निष्ठाको खा जाते हैं--वे कुछ निर्णय नहीं कर पाते । इन सनमें जो 
प्राप्त थे । ऐसे शान्तचित्त तथा समस्त गुणोकि आश्रयभूत सर्वोत्तम कृत्य हो, जिसका महात्मा पुरुष भी अनुष्ठान कर 
कुरु-पितामह भीष्मको पृथ्वीपर मस्तक शुकाकर राजा सकें, उसे बतानेकी कृपा कीजिये। 
युधिष्ठिरने प्रणाम किया और इस प्रकार पूछा । भीष्मजी खोले- धर्मनन्दन ! सुनो, यह अत्यन्त 
प रच गूढ़ विषय है, जो संसारबन्धनसे मोक्ष दिलानेवाला है! 
'यह विषय तुम्हें भलीभाँति सुनना और जानना चाहिये । 
पुण्डरीक नामके एक परम बुद्धिमान्‌ और वेदविद्यासे 
सम्पन्न ब्राह्मण थे, जो ब्रह्मचर्य-आश्रममें निवास करते 
हुए सदा गुरुजनोंकी आज्ञाके अधीन रहा करते थे। वे 
">. | जितेन्द्रिय, क्रोधजयी, संध्योपासनमें तत्पर, वेद- 
वेदाङ्गोंके ज्ञानमें निपुण और शास्त्रोंकी व्याख्या करनेमें 
कुशल थे। प्रतिदिन सायेकाल और प्रातःकाल 
समिधाओंसे अग्निको प्रज्वलित करके उत्तम हविष्यसे 
होम किया करते थे। जगत्पति भगवान्‌ विष्णुका ध्यान 
करके विधिपूर्वक उनकी आराधनामें लगे रहते थे। 
डा झी id तपस्या और स्वाध्यायमें तत्पर रहकर बे साक्षात्‌ 
री नर ब्रह्माजीके पुत्रकी भाँति जान पड़ते थे । जल, समिधा 
RN और फूल आदि ल्मकर निरन्तर गुरुकी पूजामें प्रवृत्त रहते 
"थे । उनके मनमें माता-पिताके प्रति भी पूर्ण सेवाका भाव 
था। वे भिक्षाका आहार करते और दम्भ-द्वेषसे दूर रहते 


* अर्चयस्व हयीकेशे यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


५४५4४ कतेड 4७७७७७७७३४ ७५ ७३३३३३३७७० ७५१ केक ७७७७ ७७७७३५० ७७५७७७७७७७ ७७७७७८७७७७ ७७७०७३ 


[ संक्षिप्त पश्चपुराण 


थे। ब्रह्मविद्या (उपनिषद्‌) का स्वाध्याय करते और 
झ्ञाणायामके अभ्यासमें संळप्र रहते थे। उनके हृदयमें 
सबके प्रति आत्मभाव था। संसारकी ओरसे वे निःस्पृह 
हो गये थे। एक बार उनके मनमें संसार-सागरसे तारने- 
वाला विचार उत्पन्न हुआ; फिर तो जे माता-पिता, भाई, 
सुहृद, मित्र, सखा, सम्बन्धी, बन्धु-बान्धव, वेश- 
परम्परासे प्राप्त एवं धन-धान्यसे परिपूर्ण गृह, सब 
प्रकारके अन्नकी पैदाबारके योग्य बहुमूल्य खेत तथा 
उनकी तृष्णा छोड़कर महान्‌ धैर्यसे सम्पन्न और परम 
सुखी होकर पैदल ही पृथ्वीपर विचरने लगे। 'यह 
यौवन, रूप, आयु और धनका संग्रह सब अनित्य है'-- 
यों विचारकर उनका मन तीनों लोकोंकी ओरसे फिर 


गया । पाण्डुनन्दन ! महायोगी पुण्डरीक पुराणोक्त मार्गसे |, 


-यथासमय समस्त तीर्थोमें विधिपूर्वक विचरने लगे । 


उन्होंने भलीभाँति शुद्धि प्राप्त कर ली थी । राग-द्वेषसे मुक्त 
हो मूर्तिमान्‌ स्वधर्मकी भाँति चित्तवृत्तियोंको भगवान्‌में 
लूगाकर वे निरन्तर उनकी आराधनामें संलग्न रहते थे। 
तदनन्तर किसी समय परमार्थ-तत्त्वके ज्ञाता 
साक्षात्‌ सूर्यके समान महातेजस्वी, विष्णु-भक्तिसे परिपूर्ण 
हदयवाले तथा बैष्णबोंके हितमें तत्पर रहनेबाले देवर्षि 
नारदजी तपोनिधि पुण्डरीकको देखनेके लिये उस 
स्थानपर आये । नारदजीको आया देख पुण्डरीक प्रसन्न 
चित्तसे उठे और हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। 
तत्पश्चात्‌ विधिपूर्वक अर्घ्य निबेदन करके उन्होंने पुनः 
नारदजीको मस्तक झुकाया। फिर मन-ही-मन विचार 


A हज] 


एक समय धीर तपस्वी महाभाग पुण्डरीक अपने | | \ 


पूर्वकमोकि अधीन हो घूमते-घामते शाळभ्राम-तीर्थमें जा 
पहुँचे, जो तपस्याके धनी एवं तत्त्ववेत्ता मुनियोंके द्वारा 


सेवित था। उस परम पुण्यमय क्षेत्रमें सरस्वती नदीके [| लि 


देवहद नामक तीर्थमें स्नान करके उत्तम ब्रतका पालन 
करनेवाले वे महाबुद्धिमान्‌ आह्मण वहाँके जातिस्मरी, 
अक्रकुण्ड, चक्र नदीसे सम्बन्ध रखनेवाले अन्य कुण्ड 
तथा अन्यान्य तीर्थोमें भी घूमने लगे । तीर्थ-सेवनसे 
उनका अन्तःकरण अत्यन्त शुद्ध हो चुका था, अतः 


उन्होंने ध्यानयोगमें प्रवृत्त होकर वहीं अपना आश्रम बना |. 


लिया। उसी तीर्थमें शास्त्रोक्त विधि तथा परम भक्तिके 


साथ भगवान्‌ गरुडध्वजकी आराधना करके वे सिद्धि [$ 


पाना चाहते थे; इसलिये शीत, उष्ण आदि इन्द्रोंसे रहित 
एवं जितेन्द्रिय हो दीर्घ कालतक अकेले ही वहाँ निवास 
करते रहे । शाक, मूल और फल--यही उनका भोजन 
था। ये सदा संतुष्ट रहते और सबमे समान दृष्टि रखते 
थे। यम, नियम, 'आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, 
ध्यान और समाधिके द्वारा आरूस्यरहित हो सदा 
विधिपूर्वक योगाभ्यास करते थे। उनके सारे पाप दूर हो 
चुके थे; वे वैदिक, तान्त्रिक तथा पौराणिक मन्त्रॉसे 


सर्वेश्वर भगवान्‌ विष्णुकी आराधना करते थे; अतः 


किया--ये अद्भुत आकार और मनोहर वेष धारण 
करनेवाले तेजस्वी पुरुष कौन हैं । इनके हाथमे वीणा है 
तथा मुखपर प्रसन्नता छा रही है । यह सोचते हुए ने उन 
परम तेजस्वी नारदजीसे बोले--महाद्युते ! आप कौन 
हैं ? और कहाँसे इस आश्रमपर पघारे हैं ? भगवन्‌! 
इस पृथ्वीपर आपका दर्शन तो आयः दुर्लभ ही है। मेरे 
लिये जो आज्ञा हो, उसे बतानेकी कृपा कीजिये ।' 
नारदजीने कहा--ब्रह्मन्‌ ! मैं नारद हूँ। तुम्हें 


देखनेकी उत्कण्ठासे यहाँ आया हूँ। द्विजश्रेष्ठ ! 
भगवानका भक्त यदि चाण्डाल हो तो भी वह स्मरण, 
वार्तालाप अथवा पूजन करनेपर सबको पवित्र कर देता 
है* । जो अपने हाथोंमें शाङ्ग नामक धनुष, पाञ्चजन्य 
शङ्क, सुदर्शन चक्र और कौमोदकी गदा घारण करते हैं 
तथा जो त्रिभुवनके नेत्र हैं, उन देवाधिदेव भगवानका मैं 
दास हूँ। 

पुण्डरीक बोले--देवर्षे ! आपका दर्शन पाकर 
मैं देहधारियोंमें धन्य हो गया, देवताओंके लिये भी परम 
पूजनीय बन गया । मेरे माता-पिता कृतार्थ हो गये और 
आज मैंने जन्म लेनेका फल पा लिया | नारदजी ! मैं 
आपका भक्त हूँ, मुझपर अनुग्रह कीजिये । मुझे परम गूढ़ 
रहस्यसे भरे हुए कर्तव्यका उपदेश दीजिये। 

नारदजीने कहा--जह्मन्‌ ! इस पृथ्वीपर अनेक 
शास्त्र, बहुत-से कर्म और नाना प्रकारके धर्म हैं; 
इसीलिये संसारमें ऐसी विलक्षणता दिखायी देती है। 
अन्यथा सभी प्राणियॉको या तो केवल सुख-ही-सुख 
प्राप्त होता या केवल दुःख-ही-दुःख । [कोई सुखी और 
कोई दुःखी--ऐसा अन्तर देखनेमें नहीं आता.।] कुछ 
लोगोंके मतमें 'यह जगत्‌ क्षणिक, विज्ञानमात्र, चेतन 
आत्मासे रहित तथा बाह्य पदार्थोकी अपेक्षासे शून्य है ।' 
दूसरे लोग ऐसा कहते हैं कि 'यह जगत्‌ सदा नित्य 
अव्यक्त (मूल प्रकृति) से उत्पन्न होता है तथा उसीमें 
लीन होता है, अतः उपादानकी नित्यताके अनुसार यह 
भी नित्य ही है। कुछ लोग तत्त्वके विचारमें प्रवृत्त होकर 
ऐसा निश्चय करते हैं कि 'आत्मा अनेक, नित्य एवं 
सर्वगत है।' दूसरे लोग इस निश्चयपर पहुँचे हैं कि 
“जितने शरीर हैं, उतने ही आत्मा हैं! इस मतके 
अनुसार हाथी और कीड़े आदिके शरीरमें तथा 
[ब्रह्माण्डरूपी] महान्‌ अप्डमें भी आत्माकी सत्ता मौजूद 
है। कुछ लोगोंका कहना है कि “आज इस जगत्की 
जैसी अवस्था है, वैसी ही कालान्तरमें भी रहती हैं! 
संसारका यह [अनादि] प्रवाह नित्य ही बना रहता है, 


७३७ 


2094५०५०५५ ८ ७५७७७७७७६७ ७७७३७७७ ४४४०» ४ लेके 5४ »५७४४ ७७७७७७७७७७ ७७७७७७७७७७ ४ ४४» ४9 ४४555: eee nen rena nhs ne H 


भला इसका कर्ता कौन है।' कुछ अन्य व्यक्तियोंकी 
रायमें 'जो-जो वस्तु प्रत्यक्ष उपलब्ध होती है, उसंके 
सिवा और किसी वस्तुकी सत्ता नहीं है; फिर स्वर्ग आदि 
कहाँ हैं।' कुछ लोग जगतको ईश्वरकी सत्तासे रहित 
समझते हैं और कुछ लोग इसमें ईश्वरको व्यापक मानते 
हैं। इस प्रकार एक-दूसरेसे अत्यन्त भिन्न विचार 
रखनेबाले ये सभी लोग सत्यसे विमुख हो रहे है । इसी 
तरह भिन्न-भिन्न मतका मायाजाल फैलानेवाले दूसरे 
लोग भी बुद्धि और विद्याके अनुसार अपनी-अपनी 
युक्तियोंको स्थापित करते हुए भेदपूर्ण विचारोंको लेकर 
भाँति-भाँतिकी बातें करते हैं। 

तपोधन ! अब मैं तर्कमें स्थित होकर वास्तविक 
तत्त्वकी बात कहता हूँ। यह परमार्थ-ज्ञान परम पुण्यमय 
और भयङ्कर संसारबन्धनका नाश करनेवाला है । देवता 
आदिसे लेकर मनुष्यपर्यन्त सब लोग उसीको प्रामाणिक 
मानते हैं, जो परमार्थज्ञानमूलक प्रतीत होता है । किन्तु 
जो अज्ञानसे मोहित हो रहे हैं, वे लोग अनागत 
(भविष्य), अतीत (भूत) और दूरवर्ती वस्तुको प्रमाण- 
रूपमें नहीं स्वीकार करते । उन्हें प्रत्यक्ष वर्तमान वस्तुकी 
ही प्रामाणिकता मान्य है । परन्तु मुनियोनि प्रत्यक्ष और 
अनुमानके सिवा उस आगमको भी प्रमाण माना है, जो 
पूर्वपरम्परासे एक ही रूपमें चला आ रहा हो । वास्तवमें 
ऐसे आगमको ही परमार्थ नस्तुके साधनमें प्रमाण मानना 
चाहिये । द्विजश्रेष्ठ ! आगम उस शास्त्रका नाम है, 


"जिसके अभ्यासके नलसे राग-द्वेषरूपी मलका नाश 


करनेवाला उत्तम ज्ञान उत्पन्न होता हो। जो कर्म और 
उसके फलरूपसे प्रसिद्ध है, जिसका तत्व ही विज्ञान 
और दर्शन नाम धारण करता है, जो सर्वत्र व्यापक और. 
जाति आदिकी कल्पनासे रहित है, जिसे आत्मसंबेदन 
(आत्मानुभव) रूप, नित्य, सनातन, इन्द्रियातीत, 
चिन्मय, अमृत, शेय, अनन्त, अजन्मा, अविकारी, व्यक्त 
और अव्यक्तरूपमें स्थित, निरञ्जन (निर्मल), सर्वव्यापी 
श्रीविष्णुके नामसे विख्यात तथा वाणीद्वारा वर्णित समस्त 


२४ स्मृतः संभाषितो यापि पूजितो या ड्विजोत्तम पुनाति भगवद्धक्तश्चाण्डालो_पि यदृच्छया ॥ (८१ । ५५) 


७१८ 


+ अर्खयस्व हवीकेझे यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


१ संक्षिप्त पदपुराण 


वस्तुओसे भिन्नरूपमें स्थित माना गया है, यह परमात्मा 
ही आगमका दूसरा लक्षण है | तात्पर्य यह कि साधन- 
भूत ज्ञान और साध्यस्वरूप ज्ञेय दोनों ही आगम हैं। बह 
ज्ञेय परमात्मा योगियेंद्वारा ध्यान करनेयोम्य है । परमार्थसे 
विमुख मनुष्योद्रार उसका ज्ञान होना असम्भव है। 
भिन्न-भिन्न बुद्धियोंसे वह यद्यपि भिन्न-सा लक्षित होता 
है, तथापि आत्मासे भिन्न नहीं है। तात पुण्डरीक ! ध्यान 
देकर सुनो। सुब्रत ! पूर्वकालमें ब्रह्माजीने मेरे पूछनेपर 
जिस तत्वका उपदेश किया था, वही तुम्हें नतलाता हूँ। 
एक समय अज, अविनाशी पितामह ब्रह्माजी ब्रह्मलोकमें 
विराजमान थे | उस समय मैंने विधिपूर्वक उनके चरणोमें 
प्रणाम करके पूछा--'नह्मन्‌ ! कौन-सा ज्ञान सबसे 
उत्तम नताया गया है? तथा कौन-सा योग सर्वश्रेष्ठ 
माना गया है ? यह सब यथार्थरूपसे मुझे बताइये ।' 
ब्रह्माजीने कहा--तात ! सावधान होकर परम 
उत्तम ज्ञानयोगका श्रवण करो। यह थोड़े-से वाक्योंमें 
कहा गया है, किन्तु इसका अर्थ बहुत विस्तृत है । इसकी 
उपासनामें कोई केश या परिश्रम नहीं है। जिन्हें 
गुरु-परम्परासे पञ्चविंशक! पुरुष बतलाया गया है, वे ही 
सम्पूर्ण भूतोके आत्मा हैं; इसलिये उन्हींको सम्पूर्ण 
जगत्के निनासरूप सनातन परमात्मा नारायण कहा 
जाता है । बे ही संसारकी सृष्टि, संहार और पालनमें लगे 
रहते हैं! ब्रह्मन्‌ ! ब्रह्मा, शिव और विष्णु--इन तीनों 
रूपॉर्मे एक ही देवाधिदेव सनातन पुरुष विराज रहे हैं। 
अपना हित चाहनेवाले पुरुषको सदा उन्हीँकी आराधना 
करनी चाहिये। जो निःस्पृह, नित्य संतुष्ट, ज्ञानी, 
जितेन्द्रिय, ममता-अहङ्कारसे रहित, राग-द्वेषसे शून्य, 
शान्तचित्त और सब प्रकारकी आसक्तियोंसे पृथक्‌ हो 
ध्यानयोगमें प्रवृत्त रहते हैं, वे ही उन अक्षय जगदीश्वरको 
देखते और प्राप्त करते हैं। जो लोग भगवान्‌ नारायणकी 
कारण ग्रहण कर चुके हैं तथा जिनके मन-प्राण उन्हीके 
चिन्तनमें लगे हैं, वे ही ज्ञानदृष्टिसे संसारकी वर्तमान 


अवस्थाको, कालान्तरमें होनेवाली अवस्थाको, भूत, 
भविष्य, वर्तमान और दूरको, स्थूल और सूक्ष्मको तथा 
अन्य ज्ञातव्य बातोंको यथार्थरूपसे देख पाते हैं। इसके 
विपरीत जिनकी बुद्धि मन्द और अन्तःकरण दूषित है 
तथा जिनका स्वभाव कुतर्क और अज्ञानसे दुष्ट हो रहा 
है, ऐसे लोगोंको सब कुछ उलरा ही प्रतीत होता है। 

नारदजी कहते हैं-पुण्डीक ! अब मैं दूसरा 
असङ्ग सुनाता हूँ, इसे भी सुनो। पूर्वकालमें जगत्के 
कारणभूत ब्रह्माजीने ही इसका भी उपदेश किया था। 
एक बार इन्द्र आदि सम्पूर्ण देवता तथा ऋषियोंके 
पूछनेपर उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले त्रह्माजीने उनके 
हितकी बात इस प्रकार बतायी थी । 


अह्याजीने कहा--देवताओ ! भगवान्‌ नारायण 
ही सबके आश्रय हैं। सनातन लोक, यज्ञ तथा नाना 
अकारके शास्त्रॉका भी पर्यवसान नारायणमें ही होता है। 
छहों अङ्गोंसहित वेद तथा अन्य आगम सर्वव्यापी 


१. पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच कममेन्दिय, पाँच इन्द्रियोंके बिषय, मन, पाँच भूत, अहंकार, महत्त्व और प्रकृति--ये चौबीस तत्त्व हैं, 
इनसे भिन्न सर्वज्ञ परमात्मा पच्चीसनाँ तत्त्व है; इसलिये वह “पञ्चविशक' कहलाता है। 


उत्तरखण्ड ] 


* श्रीविष्णुकी पहिमा- भक्तप्रवर पुण्डरीककी कथा + 


७३९ 


विश्वेश्वर श्रीहरिके ही स्वरूप हैं। पृथ्वी आदि पाँचों भूत 
भी वे ही अविनाशी परमेश्वर हैं। देवताओंसहित सम्पूर्ण 
जगतूको श्रीविष्णुमय ही जानना चाहिये; तथापि पापी 
मनुष्य मोहग्रस्त होनेके कारण इस बातको नहीं समझते । 
यह समस्त चराचर जगत्‌ उन्हींकी मायासे व्याप्त है। जो 
मनसे भगवानका ही चिन्तन करता है, जिसके प्राण 
भगबानूमें ही लगे रहते हैं, वह परमार्थ तत्वका ज्ञाता 
पुरुष ही इस रहस्यको जानता है। सम्पूर्ण भूतेकि ईश्वर 
भगवान्‌ विष्णु ही तीनों लोकोंका पालन करनेवाले हैं। 
यह सारा संसार उन्हींमें स्थित है और उन्हींसे उत्पन्न होता 
है। वे ही रुद्ररूप होकर जगतूका संहार करते हैं। 
पालनके समय उन्हीँको श्रीविष्णु कहते हैं तथा 
सृष्टिकालमें मैं (ब्रह्म) और अन्यान्य लोकपाल भी 
उन्हींके स्वरूप हैं। वे सबके आधार हैं, परन्तु उनका 
आधार कोई नहीं है। वे सम्पूर्ण कलाओंसे युक्त होते हुए 
भी उनसे रहित हैं। वे ही छोटे-बड़े तथा उनसे भित्र हैं। 
साथ ही इन सबसे विलक्षण भी हैं; अतः देवताओ ! 
सबका संहार करनेवाले उन श्रीहरिकी ही शरणमें 
जाओ। बे ही हमारे जन्मदाता पिता हैं। उन्हीँको 
मधुसूदन कहा गया है। 
नारदजी कहते हैं--कमलयोनि ब्रह्माजीके यों 
कहनेपर सन देवताऑने सम्पूर्ण लोकोंके स्वामी 
सर्वव्यापी देव भगवान्‌ जनार्दनकी शरण होकर उन्हें 
प्रणाम किया; अतः बिप्रषें! तुम भी श्रीनारायणकी 
आरधनामें लग जाओ। उनके सिवा दूसरा कौन ऐसा 
परम उदार देवता है, जो भक्तकी माँगी हुई वस्तु दे सके । 
चे पुरुषोत्तम ही पिता और माता हैं। सम्पूर्ण लोकोंके 
स्वामी, देवताओंके भी देवता और जगदीश्वर हैं। तुम 
उन्हींकी परिचर्या करो। प्रतिदिन आलस्यरहित हो 
अमिहोत्र, भिक्षा, तपस्या और स्वाध्यायके द्वारा उन 


देवदेवेश्वर गुरुको ही संतुष्ट करना चाहिये । न्रह्म्षे ! उन्हीं 
पुरुषोत्तम नारायणको तुम सब तरहसे अपनाओ। 

उन बहुत-से मन्त्रों और उन नहुत-से ब्रतोके द्वारा 
क्या लेना है । *ॐ नमो नारायणाय' यह मन्त्र ही सम्पूर्ण 
अभीष्ट अर्थकी सिद्धि करनेवाला है । द्विजश्रेष्ठ ! ब्राह्मण 
चीरवस् पहनकर जटा रखा ले या दण्ड धारण करके मंड 
मुंडा ले अथवा आभूषणॉसे विभूषित रहे; ऊपरी चिह्न 
धर्मका कारण नहीं होता । जो भगवान्‌ नारायणकी झरेण 
ले चुके हैं, ये क्रूर, दुरात्मा और सदा ही पापाचारी रहे हों 
तो भी परमपदको प्राप्त होते हैं। जिनके पाप दूर हो गये 
हैं, ऐसे वैष्णव पुरुष कभी पापसे लिप्त नहीं होते। वे 
अहिंसा-भावके द्वारा अपने मनको काबूमें किये रहते हैं 
और सम्पूर्ण संसारको पवित्र करते हैं ।* 

क्षत्रबन्धु नामके राजाने, जो सदा प्राणियोंकी हिंसामें 
ही लगा रहता था, भगवान्‌ केशवकी शरण लेकर 
श्रीविष्णुके परमधामको प्राप्त कर लिया। महान्‌ 
चैर्यशाली राजा अम्बरीषने अत्यन्त कठोर तपस्या की थी 
और भगवान्‌ पुरुषोत्तमकी आराधना करके उनका 
साक्षात्कार किया था। राजाओंके भी राजा मित्रासन बड़े 
तत्त्ववेत्ता थे । उन्होंने भी भगवान्‌ हृषीकेशकी आराधना 
करके ही उनके वैकुण्ठधामको प्राप्त किया था। उनके 
सिवा बहुत-से ब्रह्मर्षि भी, जो तीक्ष्ण न्रतॉका पालन 
करनेवाले और शान्तचित्त थे, परमात्मा विष्णुका ध्यान 
करके परम सिद्धि (मोक्ष) को प्राप्त हुए। पूर्वकालमें 
परम आह्लादसे भरे हुए प्रह्मद भी सम्पूर्ण जीवेकि 
आश्रयभूत श्रीहरिका सेवन, पूजन और ध्यान करते थे; 
अतः भगवान्ने ही उनकी संकटोंसे रक्षा की। परम 
धर्मात्मा और तेजस्वी राजा भरतने भी दीर्घ कालतक इन 
श्रीविष्णुभगवान्‌की उपासना करके परम मोक्ष प्राप्त कर 
लिया था। 


* कि तैस्तु मन्तरैबहुभि: किं तैस्तु बहुभिर्वतैः । 3% नमो नारायणायेति मन्त्र: सर्वार्थसाधकः ॥ 
चीरवासा जटी विप्रो दण्डी मुण्डी तथैव च। भूषितो वा द्विजश्रेष् न लिङ्गे घर्मकारणम्‌॥ 
ये नृशंसा दुरात्मानः पापाचारपराः सदा । तेऽपि यान्ति परे स्थानं नारायणपरायणाः | 
लिप्यन्ते न च पापेन वैष्णवा चीतकिल्बिषाः । पुनन्ति सकलं लोकमहिसाजितमानसा: ॥ (८१ । १०७-११०) 


० अर्चयस्व इवीकेदां यदीच्छसि. परं पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


बरह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ अथवा संन्यासी 
कोई भी क्यों न हो, भगवान्‌ केरावकी आराधनाको 
छोड़कर परमगतिको नहीं प्राप्त हो सकता । हजारों जन्म 
लेनेके पश्चात्‌ जिसकी ऐसी बुद्धि होती है कि 'मैं भगवान्‌ 
विष्णुके भक्तोंका दास हूँ', वह समस्त पुरुवार्थोंका 
साधक होता है। बह पुरुष भी निस्सन्देह श्रीविष्णुधाममें 
जाता है। फिर जो कठोर त्रतोंका पालन करनेवाले पुरुष 
भगवान्‌ विष्णुमें ही मन-प्राण लगाये रहते हैं, उनकी 
उत्तम गतिके विषयमें कया कहना है। अतः तत्वका 
चिन्तन करनेवाले पुरुषोंको चाहिये कि वे नित्य-निरन्तर 
अनन्य चित्तसे विश्वव्यापी सनातन परमात्मा नारायणका 
ध्यान करते रहें ।* 
भीष्मजी कहते हैं--यों कहकर परोपकारपरायण 
परमार्थवेत्ता देवर्षि नारद यहीं अन्तर्धान हो गये। 
नारायणकी शारणमें सडे हुए धर्मात्मा पुण्डरीक भी ` ॐ 
नमो नारायणाय” इस अष्टाक्षरमन्त्रका जप करने रूगे। 
के अपने हृदयकमलमें अमृतस्वरूप गोविन्दकी स्थापना 
करके मुखसे सदा यही कहा करते थे कि 'हे विश्वात्मन्‌ ! 
आप मुझपर असन्न होइये ।' द्वन्द्व और परिग्रहसे रहित हो 


तपोधन पुण्डरीकने उस निर्मल शालग्रामतीर्थमें अकेले हि 


ही चिरकालतक निवास किया । स्वप्रमें भी उन्हें केशवके 
सिवा और कुछ नहीं दिखायी देता था। उनकी निद्रा भी 
पुरुषार्थ-सिद्धिकी विरोधिनी नहीं थी। तपस्या, ब्रह्मचर्य 
तथा विशेषतः शौचाचारके पालनसे, जन्म-जन्मान्तरोंके 
विशुद्ध संस्कारसे तथा सर्वलोकसाक्षी देवाधिदेव 
औविष्णुके प्रसादसे पापरहित पुण्डरीकने परम उत्तम 
वैष्णवी सिद्धि प्राप्त कर ली । चे सदा हाथोंमें शङ्क, चक्र 
और गदा लिये कमलके समान नेत्रॉंबाले श्यामसुन्दर 
पीताम्बरधारी भगवान्‌ अच्युतकी ही झाँकी किया करते 
थे। मृगो और आणियोंकी हिंसा करनेवाले सिंह, व्यात्र 


तथा आन्यान्य जीन अपना स्वाभाविक बिरोध छोड़कर 
उनके समीप आते और इच्छानुसार विचरा करते थे। 
उनकी सम्पूर्ण इन्द्रियां प्रसन्न रहती थीं। उनके हृदयमें 
एक-दूसरेके हितसाधनका मनोरम भाव भर जाता था। 
वहाँके जलाशय और नदियोंके जल स्वच्छ हो गये थे। 
सभी ऋतुओंमें वहाँ प्रस्रता छायी रहती थी । सबकी 
इन्त्रिय-वृततियाँ शुद्ध हो गयी थीं । हना ऐसी चलती थी, 
जिसका स्पर्श सुखदायक जान पढ़े। वृक्ष फूल और 
फलोंसे लदे रहते थे। परम बुद्धिमान्‌ पुण्डरीके लिये 
सभी पदार्थ अनुकूल हो गये थे । देवदेवेश्वर भक्तवत्सल 
गोविन्दके प्रसन्न होनेपर उनके लिये समस्त चराचर 

जगत्‌ प्रसन्न हो गया था। 
तदनन्तर एक दिन बुद्धिमान्‌ पुण्डरीकके सामने 
भगवान्‌ जगन्नाथ प्रकट हुए। हाथोंमें शङ्क, चक्र और 
दै ज्र टु ज्ज 


* ब्रह्मचारी गृहस्थो वा वानप्रस्थोऽथ भिक्षुकः ।केशवाराधने हित्ञा नैन याति परां गतिम्‌॥ 


जन्मान्तरसहस्नेषु 


यस्य स्यान्मतिरीदृशी | दासोऽहं विष्णुभक्तानामिति सर्वार्थसाधकः ॥ 


स याति विष्णुसालोक्यं पुरुषो नात्र संशयः । किं पुनस्तदरतप्राणाः पुरुषा: संसितत्रताः ५ 
अनन्यमनसा नित्य ध्यातव्यस्तत्वचिन्तकैः । नारयणो जगद्व्यापी परमात्मा सनातनः ॥ (८१। ११७१२०) 


कत्तरखण्ड ] 


» श्रीविष्णुकी महिमा--भक्तप्रवर पुण्डरीकको कथा + 


गदा शोभा पा रहे थे। तेजोमयी आकृति, कमलके 
समान बड़े-बड़े नेत्र और चद्धमण्डलके समान 
कान्तिमान्‌ मुख । कमरमें करघनी, कानोंमें कुण्डल, 
गलेमें हार, बाहुओमें भुजबन्द, वक्षःस्थलमें श्रीवत्सका 
चिह और इयाम शरीरपर पीतवस्न शोभा पा रहे थे। 
भगवान्‌ कौस्तुभमणिसे विभूषित थे। वनमालासे उनका 
सारा अङ्ग व्याप्त था। मकराकृत कुण्डल जगमगा रहे 
थे। दमकते हुए यज्ञोपवीत और नीचेतक लटकती हुई 
मोतियोंकी मालासे उनकी शोभा और भी बढ़ गयी थी। 
देव, सिद्ध, देवेन्द्र, गन्धर्व और मुनि चैवर तथा व्यजन 
आदिसे भगवान्‌की सेवा कर रहे थे। पापरहित 
पुण्डरीकने स्वयं उन देवदेवेश्वर महात्मा जनार्दनको वहाँ 
उपस्थित देख पहचान लिया और प्रसन्न चित्तसे हाथ 
जोड़ प्रणाम करके स्तुति करना आरम्भ किया। 
पुण्डरीक बोले--सम्पूर्ण जगत्‌के एकमात्र नेत्र 
आप भगवान्‌ विष्णुको नमस्कार है। आप निरञ्जन 
(निर्मल), नित्य, निर्गुण एवं महात्मा हैं; आपको 
नमस्कार है। आप समस्त प्राणियोंके ईश्वर हैं भक्तोंका 
भय एवं पीड़ा दूर करनेके लिये गोविन्द तथा गरुडध्वज- 
रूप धारण करते हैं। जीवॉपर अनुग्रह करनेके लिये 
अनेक आकार धारण करनेवाले आपको नमस्कार है। 
यह सम्पूर्ण विश्व आपमें ही स्थित है। केबल आप ही 
इसके उपादान कारण हैं। आपने ही जगतूका निर्माण 
किया है। नाभिसे कमल प्रकट करनेवाले आप भगवान्‌ 
पद्मनाभको बारंबार नमस्कार है। समस्त वेदान्तोंमें 
जिनकी आत्मविभूतिका ही श्रवण किया जाता है, उन 
परमेश्वरको नमस्कार है। नारायण ! आप ही सम्पूर्ण 
देवताओंके स्वामी और जगतके कारण हैं। मेरे हृदय- 
मन्दिरमें निवास करनेवाले भगवान्‌ शङ्ख-चक्र-गदाधर ! 
मुझपर प्रसन्न होइये। समस्त प्राणियोंके आदिभूत, इस 
पृथ्वीको धारण करनेवाले, अनेक रूपधारी तथा सबकी 
उत्पत्तिके कारण श्रीविष्णुको नमस्कार है। ब्रह्मा आदि 
देवता और सुरेश्वर भी जिनकी महिमाको नहीं जानते, 


जिनकी महिमाको तपस्यासे ही अनुमान हो सकता है, 
उन परमात्माको नमस्कार हे । भगवन्‌ ! आपकी महिमा 
वाणीका विषय नहीं है, उसे कहना असम्भव है। आप 
जाति आदिकी कल्पनासे दूर हैं, अतः सदा तत्त्वतः ध्यान 
करनेके योग्य हँ | पुरुषोत्तम ! आप एक---अद्वितोय 
होते हुए भी भक्तोंपर कृपा करनेके लिये भेदरूपसे 
मत्स्य-कूर्म आदि अवतार धारण करके दर्शन देते हैं। 

भीष्मजी कहते हैं--इस प्रकार जगत्के स्वामी 
वीरवर भगवान्‌ पुरुषोत्तमकी स्तुति करके पुण्डरीक 
उन्हींको निहारने लगे; क्योंकि चिरकाळसे वे उनके 
दर्शनकी लालसा रखते थे । तब तीन पगोंसे त्रिलोकीको 
नापनेवाले तथा नाभिसे कमल प्रकट करनेवाले भगवान्‌ 
विष्णुने महाभाग पुण्डरीकसे गम्भीर वाणीमें 
कहा--'बेटा पुण्डरीक ! तुम्हारा कल्याण हो । मैं तुमपर 
बहुत प्रसन्न हूँ। महामते ! तुम्हारे मनमें जो भी कामना 
हो, उसे वरके रूपमें माँगो । मैं अव्य दूँगा।' 

पुण्डरीक खोले--देवेश्वर ! कहाँ मैं अत्यन्त 
खोटी बुद्धिवाला मनुष्य और कहाँ मेरे परम 
हितैषी आप। माघव! जिसमें मेर हित हो, उसे 
आप ही दीजिये। 

पुण्डरीकके यों कहनेपर भगवान्‌ अत्यन्त प्रसन्न 
होकर बोले--'सुब्त ! तुम्हारा कल्याण हो ।. आओ, 
मेरे ही साथ चलो। तुम मेरे परम उपकारी और सदा 
मुझमें ही मन लगाये रखनेवाले हो; अतः सर्वदा मेरे 
साथ ही रहो।' 

भीष्मजी कहते हैं--भक्तवत्सल भगवान्‌ 
श्रीधरने प्रसन्नतापूर्वक जब इस प्रकार कहा, उसी समय 
आकाशे देवताओंकी दुंदुभी बज उठी और आकाशसे 
फूलोकी वर्षा होने लगी । ब्रह्मा आदि देवता साधुवाद 
देने लगे। सिद्ध, गन्धर्व और किन्नर गान करने लगे! 
समस्त लोकोंद्रारा वन्दित देवदेव जगदीश्वरने वहीं 
पुण्डरीकको अपने साथ ले लिया और गरुड़पर आरूढ 
हो वे परम धामको चले गये; इसलिये राजेन्द्र युधिष्ठिर ! 


तुम भी भगवान्‌ विष्णुकी भक्तिमें लग जाओ । उन्हॉमें 
'मन, प्राण लगाये रहो और सदा उनके भक्तोंके हितमें तत्पर 
रहो। यथायोग्य अर्चना करके पुरुषोत्तमका भजन करो 
और सब पापोंका नाश करनेवाली भगवानूकी पवित्र कथा 
सुनो । राजन्‌! जिस उपायसे भी भक्तपूजित विश्वात्मा 
भगवान्‌ विष्णु प्रसन्न हों, वह विस्तारके साथ करो। जो 
मनुष्य भगवान्‌ नारायणसे विमुख होते हैं, वे सौ अश्वमेध 
और सौ वाजपेय यज्ञॉंका अनुष्ठान करके भी उन्हें नहीं पा 
सकते। जिसने एक बार भी 'हरि' इन दो अक्षरोंका 
उच्चारण कर लिया, उसने मोक्षतक पहुँचनेके लिये मानो 
LSND कमर कस ली। जिनके हृदयमें नीलकमलके समान 
इयामसुन्दर भगवान्‌ जनार्दन विराजमान हैं, उन्हींको लाभ 
है, उन्‍्हींकी विजय है; उनकी पराजय कैसे हो सकती है ।* 
जो एकाग्रचित्त होकर प्रतिदिन इसे सुनता या पढ़ता है, वह 
सब पापोंसे मुक्त हो भगवान्‌ विष्णुके घाममें जाता है । 


पार्वती बोलीं महामते ! श्रीगङ्गाजीके माहात्म्यका 
पुनः वर्णन कीजिये, जिसे सुनकर सभी मुनि संसारकी 
ओरसे विरक्त हो जाते हैं। 
औमहादेबजीने कहा--देवि ! बुद्धिमें बृहस्पति 
और पराक्रममें इन्द्रे समान भीष्मजी जब नाणशय्यापर 
कायन कर रहे थे, उस समय उन्हें देखनेके लिये अत्रि, 
वसिष्ठ, भृगु, पुलरूय, पुलह, रतु, अङ्गिरा, गौतम, 
अगस्त्य और सुमति आदि बहुत-से ऋषि आये । धर्मपुत्र 
युधिष्ठिर अपने भाइयोके साथ वहाँ मौजूद थे । उन्होंने 
उन परम तेजस्वी, जगत्पूज्य ऋषियॉको प्रणाम करके 
विधिपूर्वक उनका पूजन किया ! पूजा अहण करके वे 
तपोधन महात्मा जन सुखपूर्वक आसनपर बैठ गये, तब ne 
युधिष्ठिरने भीष्मजीको प्रणाम करके इस अकार (~ 
पूछा--पितामह ! धर्मार्थी पुरुषोकि नित्य सेवन 
करमेयोग्य परम पुण्यमय देश, पर्वत और आश्रम 


+ अश्वमेधशतैरिंद्रा वाजपेयदातैरपि। प्राम्नुवन्ति नरा मैव नारायणपराङ्मुखाः ॥ 


उत्तरखण्ड ] 


» श्रीगङ्गाजीकी महिमा सथा श्रीविष्णु-प्रतिमाके पूजनका माहात्म्य » 


कौन-कौन-से हैं ?' 

भीष्मजीने कहा- युधिष्ठिर ! इस विषयमें एक 
प्राचीन इतिहास बतलाया जाता है, जिसमें शिळ और 
उञ्छवृत्तिसे जीविका चलानेवाले ब्राह्मणका किसी सिद्ध 
पुरुषके साथ हुए संवादका वर्णन है। कोई सिद्ध पुरुष 
समूची पृथ्वीकी परिक्रमा करके किसी उञ्छवृत्तिवाले 
महात्मा गृहस्थके घर गये । वे आत्मविंद्याके तत्त्वज्ञ, सदा 
अपनी इन्द्रियोंको काबूमें रखनेवाले, राग-द्वेषसे रहित, 
ज्ञान-कर्ममें कुशल, वैष्णर्वोमि श्रेष्ठ, वैष्णन-धर्मके 
पालनमें तत्पर, वैष्णवोंकी निन्दासे दूर रहनेवाले, 
योगाभ्यासी, त्रिकालपूजाके तत्त्वज्ञ, वेदविद्यामें निपुण, 
धर्माधर्मका बिचार करनेवाले, नित्य नियमपूर्वक बेदपाठ 
करनेवाले और सदा अतिथिपूजामें तत्पर रहनेवाले थे। 


सकृदुचरितै थेन 
'लाभस्तेषो जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः । येषामिन्दीवरश्यामो हृदयस्थो जनार्दनः ॥ (८१। १६३-१६५) 
* तपसा ब्रह्मचयेंण यशैस्त्यागेन बा पुनः। गतिं तां न रूभेजन्तुर्गङ्गो संसेव्य यो रूभेत्‌॥ (८२ । २४) 


जै अपहृत्य तमस्तीक्र॑ यथा भात्युदये रविः। तथापहत्य पाप्मानं भाति गक्लाजलाछुतः ॥ 
अग्निं आप्यं यथा विप्र तूलराशिर्विनरयति। तथा गङ्गावगाह् सर्वपार्प ख्यपोहति॥ (८२।२६-२७) 


सिद्ध पुरुषको आया देख गृहस्थने उनका विधिपूर्वक 
आत्तिथ्य-सत्कार किया! तत्पश्चात्‌ उनसे पूछा 
द्विजवर ! कौन-कौनसे देश, पर्वत और आश्रम पवित्र 
हैं? मुझे प्रेमपूर्वक नतानेकी कृपा कीजिये। 

सिद्ध पुरुषने कहा--न्रह्मन्‌! जिनके बीच 
नदियेमें श्रेष्ठ त्रिपथगा गङ्गाजी सदा बहती रहती हैं, वे 
ही देश, वे ही जनपद, वे ही पर्वत और वे ही आश्रम 
परम पवित्र हैं। जीव गङ्गाजीका सेवन करके जिस 
गतिको प्राप्त करता है, उसे तपस्या, ब्रह्मचर्य, यज्ञ अथवा 
त्यागसे भी नहीं पा सकता ।* अपने मनको संयममें 
रखनेवाले पुरुषोंको गङ्गाजीके जलमें स्नान करनेसे जो 
संतोष होता है, वह सौ यज्ञॉके अनुष्ठानसे भी नहीं हो 
सकता । जैसे सूर्य उदयकालमें तीव्र अन्धकारका नाइ 
करके तेजसे उद्धासित हो उठता है, उसी प्रकार 
गङ्गाजीके जलमें डुबकी लगानेवाला मनुष्य पापोंका 
नाश करके पुण्यसे प्रकाशमान होने लगता है। विप्र ! 
जैसे आगका संयोग पाकर रूईका ढेर जल जाता है, 
उसी प्रकार गङ्गाका स्त्रान मनुष्यके सारे पापॉको दूर कर 
देता है। जो मनुष्य सूर्यकी किरणॉसे तपे हुए 
गङ्गाजलका पान करता है, वह सब रोगोंसे मुक्त हो जाता 
है। जो पुरुष एक पैरसे खड़ा होकर एक हजार चान्द्रायण 
ब्रतॉका अनुष्ठान करता है और जो केवल गङ्गाजीके 
जलमें डुबकी लगाता है-इन दोनोंमें डुनकी लगाने- 
वाला मनुष्य ही श्रेष्ठ है। जो दस हजार वर्षोतक नीचे 
सिर करके लटका रहता: है, उसकी अपेक्षा भी बही 
मनुष्य श्रेष्ठ है जो एक मास भी गङ्गाजलका सेवन कर 
लेता है। नरश्रेष्ठ ! गङ्गाजीमें स्नान करके मनुष्य 
देहत्यागके पश्चात्‌ तुरंत बैकुण्ठमें चला जाता है। जो सौ 
योजन दूरसे भी “गङ्गा-गङ्गा'का उच्चारण करता है, वह 


हरिरित्यक्षरद्गयम्‌। द्धः परिकरस्तेन मोक्षाय गमने प्रति॥ 


छडड 


० अर्चयस्व इषीकेश यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


सन पापॉंसे मुक्त हो श्रीविष्णुलोकको चला जाता है ।* 
ब्रह्महत्यार, गोघाती, शराबी और बालहत्या 
करनेवाला मनुष्य भी गङ्गाजीमें स्नान करके सब पापोंसे 
छूट जाता और तत्काल देवलोकमें चला जाता है। 
माघव तथा अक्षयवटका दर्शन और त्रिवेणीमें स्नान 
करनेवाला पुरुष वैकुण्ठमें जाता है। जैसे सूर्यके उदय 
होनेपर अन्धकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार गङ्गामें 
त्रान करनेमात्रसे मनुष्यके सारे पाप दूर हो जाते हैं। 
गङ्घाद्वार, कुशावर्त, बिल्वक, नील पर्वत तथा कनखल 
तीर्थमें ख्रान करनेसे मनुष्यका पुनर्जन्म नहीं होता (४. 
भीष्पजी कहते हैं---ऐसा जानकर श्रेष्ठ मनुष्यको 
बारंबार गङ्गास्त्रान करना चाहिये। राजन्‌! वहाँ स्त्रान 
करनेमात्रसे मनुष्य पापमुक्त हो जाता है । जैसे देवताओंमें 
“विष्णु, यश्ञॉमें अश्वमेध और समस्त वृक्षोमें अश्वत्थ 
(पीपल) श्रेष्ठ है, उसी प्रकार नदियोंमें भागीरथी गङ्गा 
सदा श्रेष्ठ मानी गयी हैं। 
पार्वतीने पूछा--बिश्वेश्वर ! वैष्णबोंका लक्षण 
कैसा बताया गया है तथा उनकी महिमा कैसी है? 
प्रभो ! यह बतानेकी कृपा करें। 
महादेवजी बोले--देवि ! भक्त पुरुष भगवान्‌ 
विष्णुको यस्तु माना गया है, इसलिये इसे 'वैष्णव' कहते 
हैं। जो शौच, सत्य और क्षमासे युक्त हो, ग्रग-द्वेषसे दूर 
रहता हो, बेद-विद्याके विचारका ज्ञाता हो, नित्य 
अग्निहोत्र और अतिथियोंका सत्कार करता हो तथा 
पिता-माताका भक्त हो, वह वैष्णव कहलाता है। जो 
कण्ठमें माला धारण करके मुखसे सदा श्रीरामनामका 
उच्चारण करते, भक्तिपूर्वक भगवानकी लीलाओंका गान 
करते, पुराणोंके स्वाध्यायमें लगे रहते और सर्वदा यज्ञ 
किया करते हैं, उन मनुष्योंको वैष्ण जानना चाहिये । चे 
सन धर्मोमें सम्मानित होते हैं। जो पापाचारी मनुष्य उन 
बैष्णवोंकी निन्दा करते हैं, ये मरनेपर बारेबार कुत्सित 
योनियोंमें पड़ते हैं । जो द्विज धातु अथवा मिट्टीकी बनी 


हुई चार हाथोंवाली शोभामयी गोपाल-मूर्तिका सदा 
पूजन करते हैं, वे पुण्यके भागी होते हैं। जो ब्राह्मण 
पत्थरकी बनी हुई परम सुन्दर रूपवाली श्रीकृष्ण- 
प्रतिमाकी पूजा करते हैं, वे पुण्यस्वरूप हैं। जहाँ 
शालआमशिला तथा द्वारकाकी गोमती-चक्राङ्कित शिला 
हो और उन दोर्नोका पूजन किया जाता हो, वहाँ निःसन्देह 
मुक्ति मौजूद रहती है । वहाँ यदि मन्त्रद्वारा मूर्तिकी स्थापना 
करके पूजन किया जाय तो वह पूजन कोटिगुना अधिक 
पुण्य देनेवाला तथा घर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रदान 
करनेवाला होता है। वहाँ भगवान्‌ जनार्दनकी नवधा 
भक्ति करनी चाहिये। भक्त पुरुषोंको मूर्तिमें भगवानका 
ध्यान और पूजन करना चाहिये। सम्भव हो तो 
भगवन्मूर्तिकी राजोचित उपचारोंसे पूजा करे तथा उस 
मूर्तिमें दीनों और अनाथोंको एकमात्र शरण देनेवाले, 
सम्पूर्ण लोकोकि हितकारी एवं बड़े-बड़े पातकोंका नाश 
करनेवाले सर्वात्मा भगवान्‌ अधोक्षजका नित्य-निरन्तर 
स्मरण करे। जो मूर्तिके सम्बन्धमें 'ये गोपाल हैं', 'ये 
साक्षात्‌ श्रीकृष्ण है', 'ये श्रीरामचन्द्रजी है'--यों कहता 
है और इसी भावसे विधिपूर्वक पूजा करता है, जह निश्चय 
ही भगवानका भक्त है श्रेष्ठ वैष्णव द्विजोंको चाहिये कि 
चे परम भक्तिके साथ सोने, चाँदी, ताँबे अथवा पीतलकी 
विष्णु-प्रतिमाका निर्माण करायें, जिसके चार भुजा, दो 
नेत्र, हाथोमें शङ्ख, चक्र और गदा, शरीरपर पीत वस्न, 
गलेमें वनमाला, कानोंमें बैदूर्यमणिके कुण्डल, माथेपर 
मुकुट और वक्षःस्थलमें कौस्तुभमणिका दिव्य प्रकाश 
हो। प्रतिमा भारी और शोभासम्पन्न होनी चाहिये । फिर 
वेद-शास्त्रोक्त मन्त्रॉके द्वारा विशेष समाणेहसे उसकी 
स्थापना कराकर पीछे शास्त्रके अनुसार षोडशोपचारके 
मन्त्र आदिद्वास विधिपूर्वक उसका पूजन करना चाहिये । 
जगतके स्वामी भगवान्‌ विष्णुके पूजित होनेपर सम्पूर्ण 
देवताओंकी पूजा हो जाती है। अतः इस प्रकार आदि- 
अन्तसे रहित, झङ्क, चक्र और गदा धारण करनेवाले 


DRS SSS SSS RSS Hi ESE UE 
+ गङ्गा गङ्गेति यो -तरूयाद्‌ योजनाना शतैरपि । मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोर्क स गच्छति ॥ (८२ । ३४-३५) 


+ राजद्वारे कुशावर्ते बिल्वके नीलपर्वते । स्नात्वा कनखले तीर्थे पुनर्जन्म न विद्यते ॥ (८२ । ३८-३९) 


» चैत्र और वैज्ञाख मासके विशेष उत्सवका वर्णन + 


भगकान्‌ श्रीहरिका पूजन करना चाहिये। वे सर्वेश्वर 
पुण्यस्वरूप वैष्णवोंको सब कुछ देते हैं। जो शिवकी 
पूजा नहीं करता और श्रीविष्णुकी निन्दामें तत्पर रहता है, 
= + अ 
चैत्र और वैशाख मासके विशेष उत्सवका वर्णन, वैशाख, ज्येष्ठ और आषाठमें 
जलस्थ श्रीहरिके पूजनका महत्त्व 


पार्वती बोर्छी- महेश्वर! सब महीनॉकी 
निधिका वर्णन कीजिये। प्रत्येक मासमें कौन-कौन-से 
महोत्सव करने चाहिये और उनके लिये उत्तम विधि क्या 
है? सुरेश्वर ! किस महीनेका कौन देवता है ? किसकी 
पूजा करनी चाहिये, उस पूजनकी महिमा कैसी है और 
बह किस तिथिको करना उचित है? 

महादेवजी खोले--देवि ! मैं प्रत्येक मासके 
उत्सलकी विधि बतलाता हूँ। पहले चैत्र मासके 
शुक्ूपक्षमें विशेषतः एकादशी तिथिको भगवानको 
झुलेपर बिठाकर पूजा करनी चाहिये । यह दोलारोहणका 
उत्सव बड़ी भक्तिके साथ और विधिपूर्वक मनाना 
चाहिये । पार्वती ! जो लोग कलियुगके पाप-दोषका 
अपहरण करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णको झूलेपंर 
विराजमान देखते हैं--उस रूपमें उनकी झाँकी करते है, 
खे सहस्रो अपराधोसे मुक्त हो जाते हैं। करोड़ों जन्मोमें 
किये हुए पाप तभीतक मौजूद रहते है, जनतक मनुष्य 
विश्वके स्वामी भगवान्‌ जगन्नाथको झूलेपर बिठाकर उन्हे 
अपने हाथसे झुलाता नहीँ । जो लोग कलियुगमें झूलेपर 
बैठे हुए जनार्दनका दर्शन करते हैं, वे गोहत्यारे हों तो भी 
मुक्त हो जाते हैं; फिर औरोंकी तो नात ही क्या है। 
दोलोस्सवसे प्रसन्न होकर समस्त देवता भगवान्‌ शङ्करको 
साथ लेकर झूलेपर बैठे हुए श्रीविष्णुकी झाँकी करनेके 
लिये आते हैं और आँगनमें खड़े हो हर्षमें भरकर स्वयं 
भी नाचते, गाते एवं बाजे बजाते हैं। जासुकि आदि नाग 
और इन्द्र आदि देवता भी दर्शनके लिये पधारते हैं। 
भगवान्‌ विष्णुको झूलेपर विराजमान देख तीनों लोकोंमें 
उत्सव होने लगता है; अतः सैकड़ों कार्य छोड़कर 
दोलोत्सवके दिन झूलनका उत्सब करो। जो लोग 


उसे निश्चय ही रौरव नरकमें निवास करना पड़ता है । मैं 
ही विष्णु हूँ, मै ही रुद्र हूँ और में ही पितामह जहा हूँ। 
मैं ही सदा सन भूतोंमें निवास किया करता हूँ । 


झूलेपर बैठे हुए भगवान्‌ श्रीकृष्णके सामने रात्रिमें 
जागरण करते हैं, उन्हें एक निमेषमें ही सब पुण्यॉकी 
प्राप्ति हो जाती है। सुरेश्वरि! झूलेपर विराजमान 
दक्षिणाभिमुख भगवान्‌ गोविन्दका एक बार भी दर्शन 
करके मनुष्य ब्रह्महत्याके पापसे छूट जाता है। 

ॐ दोलारूढाय खिराहे माधवाय च थीमहि। 
तन्नो देवः प्रचोदयात्‌ ॥ 

“झूलेपर बैठे हुए भगवानका तत्त्व जाननेके लिये 
हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। श्रीमाधनका ध्यान करते हैं। 
अतः वे देव--भगवान्‌ विष्णु हमलोगोंकी बुद्धिको 
प्रेरित करें ।' 

इस गायत्री-मन्त्रके द्वारा भगवानका पूजन करना 
चाहिये। 'माधवाय नमः”, 'गोविन्दाय नमः” और 
“औकण्ठाय नमः' इन मन्त्रॉसे भी पूजन किया जा 
सकता है। मन्त्रोच्चारणके साथ विधिपूर्वक पूजन करना 
उचित है। एकाग्रचित्त होकर गुरुको यथाशक्ति दक्षिणा 
देनी चाहिये तथा निरन्तर भक्तिपूर्वक श्रीविष्णुकी 
'लीलाओँका गान करते रहना चाहिये । इससे उत्सव पूर्ण 
होता है। सुमुखि ! और अधिक कहनेसे क्या लाभ । 
झूलेपर विराजमान भगवान्‌ विष्णु सब पापोंको हरनेवाले 
हैं। जहाँ दोलोत्सन होता है, वहाँ देवता, गन्धर्व, किन्नर 
और ऋषि नहुषा दर्शनके लिये आते हैं। उस समय 
“ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' इस मन्त्रद्वारा 
षोडशोपचारसे विधिवत्‌ पूजा करनी उचित है। इससे 
सम्पूर्ण कामनाएँ पूर्ण होती हैं।' सुब्रते ! अङ्गन्यास, 
करन्यास तथा शरीरन्यास---सब कुछ द्वादशाक्षर मन्त्रसे 
करना चाहिये और इस आगमोक्त मन्त्रसे ही महान्‌ 
उत्सवका कार्य सम्पन्न करना चाहिये। झूलेपर सबसे 


+ अर्चयस्थ इषीकेर्श यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


Joeesneeneneaes90899.4५५०००१००५४०५१४४०५५५५१५०००५५४००५०५०४५०१५००१०५१#५४१०५००४५०९५००५० ०५५५५४५ 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


ऊँचे लक्ष्मीसहित भगवान्‌ विष्णुको बैठाना चाहिये। 
भगवानके आगे [कुछ नीची 
टर प 


सतहमें] बैष्णवोंको, 


| 


स्थापित करना चाहिये। फिर पाँच प्रकारके बाजोंकी 
आवाजके साथ विद्वान्‌ पुरुष भगवान्‌की आरती करे 
और प्रत्यक पहरमें यलपूर्वक पूजा भी करता रहे। 
तत्पश्चात्‌ नारियल तथा सुन्दर केलोंके साथ जलसे 
भगवान्‌को अर्घ्य दे। अर्घ्यका मन्त्र इस प्रकार है-- 


देवदे जगन्नाथ शङ्खचक्रगदाधर । 
अर्घ्य गृहाण मे देव कृपां कुरु ममोपरि ।। 
(८५१३६) 
*देवताओंके देवता, जगत्‌के स्वामी तथा शङ्ख, 
चक्र और गदा धारण करनेवाले दिव्यस्वरूप नारायण ! 
यह अर्घ्य ग्रहण करके मुझपर कृपा कीजिये ।' 
तदनन्तर भगवानके प्रसादभूत चरणामृत आदि 
चैष्णबोंको बाँटे। वैष्णनजनोंको चाहिये कि वे बाजे 
नजाकर भगवानके सामने नृत्य करें और सभी लोग 
बारी-बारीसे भगवानको झुलायें। सुरेश्वरि ! पृथ्वीपर 
जो-जो तीर्थ और क्षेत्र हैं, बे सभी उस दिन भगवानका 


दर्शन करने आते है--ऐसा जानकर यह महान्‌ उत्सव 


अवश्य करना चाहिये । 

पार्वती ! बैशाख मासको पूर्णिमाक्रे दिन वैष्णव 
पुरुष भक्ति, उत्साह और प्रसन्रताके साथ जगदीश्वर 
भगवानको जलमें पधराकर उनकी पूजा करे अथवा 
एकादशी तिथिको अत्यन्त हर्षमें भरकर गीत, वाद्य तथा 
नृत्यके साथ यह पुण्यमय महोत्सव करे । भक्तिपूर्वक 
श्रीहरिकी र्रीला-कथाका गान करते हुए ही यह शुभ 
उत्सव रचाना उचित है । उस समय भगवानसे प्रार्थना- 
पूर्वक कहे--'हे देवेश्वर ! इस जलमें शयन कीजिये ।' 
जो लोग दर्षाकालके आरम्भमें भगवान्‌ जनार्दनको 
जळमें शयन कराते हैं, उन्हें कभी नरककी ज्वालामें नहीं 
'तपना पडता | देवेश्वरि ! सोने, चाँदी, ताँने अथवा 
मिट्टीके बर्तनमें श्रीविष्णुको शयन कराना उचित है । 
पहले उस बर्तनमें शीतल एवं सुगन्धित जल रखकर 
विद्वान्‌ पुरुष उस जलके भीतर श्रीविष्णुको स्थापित करे । 
गोपाल या श्रीराम नामक मूर्तिकी स्थापना करे अथवा 
झालम्रामशिलाको ही स्थापित करे या और ही कोई 
प्रतिमा जलमें रखे । उससे होनेवाले पुण्यका अन्त नहीं 
है। देवि! इस पृथ्वीपर जबतक पर्वत, लोक और 
सूर्यकी किरणें विद्यमान हैं, तबतक उसके कुलमें कोई 
नरकगामी नहीं होता। अतः ज्येष्ठ मासमें श्रीहरिको 
जळमें पधराकर उनकी पूजा करनी चाहिये। इससे 
मनुष्य प्रलय-कालतक निष्पाप बना रहता है । ज्येष्ठ और 
आचाढ़के समय तुल्सीदलसे वासित शीतल जळमें 
भगवान्‌ धरणीधरकी पूजा करे। जो लोग. ज्येष्ठ और 
आषाढ मासमें नाना प्रकारके पुष्पोंसे जलमें स्थित 
श्रीकेशवकी पूजा करते हैं, वे यम-यातनासे छुटकारा पा 
जाते हैं। भगवान्‌ विष्णु जलके प्रेमी हैं, उन्हें जल बहुत 
ही प्रिय है; इसीलिये वे जलमें शयन करते हैं। अतः 
गर्मीकी मौसममें विशेषरूपसे जलमें स्थापित करके ही 
श्रीहरिका पूजन करना चाहिये। जो शालआमशिलाको 
जलमें विराजमान करके परम भक्तिके साथ उसकी पूजा 
करता है, बह अपने कुलको पवित्र करनेवाला होता है । 
पार्वती ! सूर्यके मिथुन और कर्कराशिपर स्थित होनेके 


उत्तरखण्ड ] 


« पवित्रारोपणकी निधि तथा श्रीहरिकी पूजामें आनेखारे पुष्योंका वर्णन + 


७४७ 


समय जिसने भक्तिपूर्वक जल्में श्रीहरिकी पूजा की है, 
विशेषतः द्वादशी तिथिको जिसने जलझायी विष्णुका 
अर्चन किया है, उसने मानो कोटिशत यज्ञोंका अनुष्ठान 
कर लिया। जो वैशाख मासमें भगवान्‌ माधवको 
जलपात्रमें स्थापित करके उनका पूजन करते हैं, वे इस 
पृथ्वीपर मनुष्य नहीं, देखता हैं। 

जो द्वादशीकी रातको जलपात्रमे गन्ध आदि 
डालकर उसमें भगवान्‌ गरुडध्वजकी स्थापना और पूजा 
करता है, वह मोक्षका भागी होता है । जो श्रद्धारहित, 
पापात्मा, नास्तिक, संशयात्मा और तर्कमें ही स्थित 
रहनेवाले हैं, ये पाँच व्यक्ति पूजाके फलके भागी नहीं 
होते ।* इसी प्रकार जो जगतूके स्वामी महेश्वर 
श्रीविष्णुको सदा जलमें रखकर उनकी पूजा करता है, 
वह मनुष्य सदाके लिये महापापोंसे मुक्त हो जाता है। 
देवेश्वरि ! '3 हां 'हीं रामाय नमः” इस मन्त्रसे वहाँ 
पूजन बताया गया है। “३ क्लीं कृष्णाय गोविन्दाय 
शोपीजनवल्लभाय नमः” इस मन्त्रसे जलको 
अभिमन्त्रित करना चाहिये। तत्पश्चात्‌ मिम्नाङ्कित मन्त्रसे 
अर्घ्य निवेदन करे 

देवदेव महाभाग श्रीवत्सकृतलाञ्छन । 
महादेव नमस्तेऽस्तु नमस्ते विश्वभावन ॥ 


अध्ये गृहाण भो देव मुक्ति मे देहि सर्वदा । 
(८७॥ २३-२४) 
“देवदेव ! महाभाग ! श्रीवत्सके चिह्वांस युक्त 
महान्‌ देवता ! विश्वको उत्पन्न करनेबाले भगवान्‌ 
नाणयण ! मेरा अर्घ्य अहण करें और मुझे सदाके लिये 
मोक्ष प्रदान करें।' 
जो नाना प्रकारके पुष्पॉसे गरुडासन श्रीविष्णुकी 
पूजा करता है, वह सब बाधाओंसे मुक्त हो श्रीविष्णुके 
सायुज्यको प्राप्त होता है । द्वादशीकों एकाग्रचित्त हो रातमें 
जागरण करके अविकारी एवं अविनाशी भगवान्‌ 
विष्णुका भक्तिपूर्वक भजन करे। इस तरह भक्तिकी 
इच्छा रखनेवाले पुरुषोंको भक्तिभावसे तत्पर हो भगवान्‌ 
विष्णुका बैशाखसम्बन्धी उत्सव करना चाहिये, तथा 
उसमें आगमोक्त मन्त्रद्वाए समस्त विधिका पालन करना 
चाहिये । महादेवी ! ऐसा करनेसे कोटि यज्ञोंके समान 
'फल मिळता है। इस उत्सवको करनेवाला पुरुष राग- 
द्वेषसे मुक्त हो महामोहकी निवृत्ति करके इस लोकमें सुख 
भोगता और अन्तमें श्रीविष्णुके सनातन धामको जाता 
है। बेदके अध्ययनसे रहित तथा शाखे स्वाध्यायसे 
शून्य मनुष्य भी श्रीहरिकी भक्ति पाकर वैष्णवपदको 
आप्त होता है। | 


+ == 


पचित्रारोपणकी विधि, महिमा तथा भिन्न-भिन्न मासमें श्रीहरिकी पूजामें काम 
आनेवाले विविध पुष्पोंका वर्णन 


महादेवजी कहते हैं--देवेश्वरी ! श्रावण मास 
आनेपर पवित्रारोपणका विधान है। इसका पालन 
करनेपर दिव्य भक्ति उत्पन्न होती है। विद्वान्‌ पुरुषको 
भक्तिपूर्वक श्रीविष्णुका पवित्रारोपण करना चाहिये। 
पार्वती ! ऐसा करनेसे वर्षभरकी पूजा सम्पन्न हो जाती 
है। श्रीविष्णुके लिये पवित्रारोपण करनेपर अपनेको सुख 
होता है । कपड़ेका सूत, जो किसी ब्राह्मणीका काता हुआ 
हो अथवा अपने हाथसे तैयार किया हुआ हो, ले आये 


और उसीसे पवित्रक बनाये । उपर्युक्त सूतके अभावमें 
किसी उत्तम शूद्र जातिकी स्त्रोके हाथका काता हुआ सूत 
भी लिया जा सकता है । यदि ऐसा भी न मिले तो जैसा- 
तैसा खरीदकर भी ले आना चाहिये । पवित्रारोपणकी 
विधि रेशमके सूतसे ही करनी चाहिये अथवा चाँदी या 
सोनेसे श्रीविष्णु देवताके लिये विधिपूर्वक पवित्रक 
बनाना चाहिये। सन घातुओके अभावमे विद्वान्‌ 
पुरुषॉको साधारण सूत ग्रहण करना चाहिये । सूतको 


के अश्रद्दधानः पापात्मा नास्तिकोऽच्छिन्रसंशयः । हेतुनिष्ठश्च 


पहुते न पूजाफलभागिनः ॥ (८७ । १९) 


[ संक्षिप्त पढापुराण 


तिगुना करके उसे जलसे धोना चाहिये। फिर यदि 
शिवलिङ्गके लिये बनाना हो तो उस लिङ्गके बराबर 
अथवा किसी भतिमाके लिये बनाना हो तो उस प्रतिमाके 
सिरसे लेकर पैरतकका या घुटनेतकका या नाभिके 
बराबरतकका पवित्रक बनाना चाहिये। इनमें पहला 
उत्तम, दूसरा मध्यम और तीसरा लघु श्रेणीका है। एक 
सालमें जितने दिन हों, उतनी संख्यामें या उसके आधी 
संख्यामें अथवा एक सौ आठकी संख्यामें सूतसे ही उस 
पवित्रकर्मे गाँठे लगानी चाहिये। पार्वती ! दौवनकी 
संख्यामे भी गठिं लगायी जा सकती है । विष्णुप्रतिमाके 
लिये जो पवित्रक बने; उसे बनमालाके आकारका बना 
लेना चाहिये। जैसे भी शोभा हो, वह उपाय करना 
चाहिये । इससे भगवान्‌ विष्णु प्रसन्न होते हैं। पवित्रक 
तैयार होनेके पश्चात्‌ भगवानको अर्पण करना चाहिये। 
पार्वती ! कुबेरके लिये पवित्रारोपण करनेकी तिथि 
प्रतिपदा बतायी गयी है । लक्ष्मीदेवीके लिये द्वितीया सन 
तिथियोंमें उत्तम है । तुम्हारे लिये तृतीया बतायी गयी है 
और गणेशके लिये चतुर्थी। चन्द्रमाके लिये पञ्चमी, 
कार्तिकेयके लिये षष्ठी, सूर्यके लिये सप्तमी, दुर्गाके लिये 
अष्टमी, मातृवर्गके लिये नवमी, यमराजके लिये दशमी, 
अन्य सब देवताओके लिये एकादशी, लक्ष्मीपति 
औविष्णुके लिये द्वादशी, कामदेवके लिये त्रयोदशी, मेरे 
लिये चतुर्दशी तथा अह्याजीके लिये पवित्रकसे पूजन 
करनेके निमित्त पूर्णिमा तिथि बतायी गयी है। ये भिन्न- 
भिन्न देवताओंके लिये पवित्रारोपणके योग्य तिथियाँ कही 
गयी हैं। लघु श्रेणीके पवित्रकमें बारह, मध्यम श्रेणीके 
पवित्रकमें चौबीस और उत्तम श्रेणीके पवित्रकमें छत्तीस 
अन्थियाँ कम-से-कम होनी चाहिये। सब पवित्रकोंको 
कपूर और केसर अथवा चन्दन और हल्‍्दीमें रँगकर 
बाँसके नये पात्रमें रखना चाहिये और जहाँ भगवानका 
पूजन हो, वहाँ उन सबको देवताकी भाँति स्थापित करना 
चाहिये । पहले देवताकी पूजा करके फिर उन्हें पवित्रकोंमे 
अधिवासित करना चाहिये । पवित्रकमें अधिवास हो 
जानेपर पुनः पूजन करना उचित है ! पवित्रकोमें जो देवता 
अधिवास करते हैं, उनका आगे नतायी जानेवाली 


विधिसे संनिधीकरण (समीपतास्थापन) करना चाहिये ।' 
ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र--ये तीन सूत्रोंके देवता हैं तथा 
क्रिया, पौरुषी, वीण, अपराजिता, जया, विजया, 
मुक्तिदा, सदाझिवा, मनोन्मनी और सर्वतोमुखी--ये दस 
अन्धियोंकी अधिष्ठात्री देवियाँ हैं। इन सबका सूत्रोमें 
आवाहन करना चाहिये। झास्रोक्त विधिसे मुद्राद्वारा 
आवाहन करे। सबका आवाहन करके संनिधीकरणकी 
क्रिया करे। 
मुद्राद्वारा समीपता स्थापित करनेका नाम संनिधी- 
करण है। पहले रक्षामुद्रासे संरक्षण करके धेनुमुद्राके 
द्वारा उन्हें आमृतस्वरूप ननाये। फिर सबसे पहले 
भगवानूके आगे कलशका जल लेकर 'झी कृष्णाय' 
इस मन्त्रसे उन पवित्रकोंका प्रोक्षण करे । तत्पश्चात्‌ गन्ध, 
धूप, दीप, नैवेद्य और ताम्बूल आदि निवेदन करके 
षोडशोपचार आदिसे पवित्रकके देवताओंका पूजन करे । 
फिर उन्हें घूप देकर देवताके सम्मुख हो नमस्कारमुद्राके 
द्वारा देवताको अभिमन्त्रित करे । उस समय इस मन्त्रका 
उच्चारण करना चाहिये-- 
आमन्त्रितो महादेव सार्थ देव्या गणादिभिः । 
मन्त्रैर्वा ल्ेकपालैश्च सहितः परिचारकैः ॥ 
आगच्छ भगवन्‌ विष्णो विधेः सम्पूर्तिहेतले । 
प्रातस्त्वत्पूजनं कुर्मः सांनिध्यं नियतं कुरु॥ 
(८८।२९-३०) 
“महान्‌ देवता भगवान्‌ विष्णु ! मन्त्रोंद्दार आवाहन 
करनेपर आप देवी लक्ष्मी, पार्षद, लोकपाल और 
परिंचारकॉके साथ विधिकी पूर्तिके लिये यहाँ पधारिये। 
आतःकालमें आपकी पूजा करूँगा । यहाँ निश्चितरूफ्से 
सन्निकटता स्थापित कीजिये ।' 
तदनन्तर वह गन्ध और पवित्रक भगवान्‌ राघवके 
अथवा श्रीविष्णुके चरणोंके समीप रख दे, फिर प्रातः- 
काल नित्यकर्म करके पुण्याह और स्वस्तिवाचन कराये 
तथा भगवान्‌की जय-जयकारके साथ घण्टा आदि बाजे 
और तुरही आदि नजाते हुए पवित्रकोंद्वारा पूजन करे। 
५३% चासुदेवाथ विराहे, विष्णुदेखाय धीमहि, 
तन्नो देवः प्रचोदयात्‌ ।' 


उत्तरखण्ड ] 


+ कार्तिक-ब्रतका माहात््य--गुणसतीको कार्तिक-व्रतके पुण्यसे भगवानकी प्राप्ति + 


389%५४५४५५५५०५०५५५०५१५०५०००१४४४४०४०४१४५५४४४५४१५५४५५४१४५५५५५०५५०*५४५० १५५५४९०५५५४४४ ५४५५ ४५५४५०५ ५४५५५०५०५१४. 


७५१ 


मैने पूर्वजन्ममें कौन-सा दान, तप अथवा ब्रत किया था, 
“जिससे मैं मर्त्यलोकमें जन्म लेकर भी मर्त्यभावसे ऊपर 
उठ गयी, आपकी अर्द्धाड्डिनी हुई। 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--प्रिये ! एकाग्रचित्त 
होकर सुनो--तुम पूर्वजन्ममें जो कुछ थीं और जिस 
पुण्यकारक ब्रतका तुमने अनुष्ठान किया था, वह सब मैं 
बताता हूँ। सत्ययुगके अन्तमें मायापुरी (हरद्वार) के 
भीतर अत्रिकुलमें उत्पन्न एक ब्राह्मण रहते थे, जो 
देवशर्मा नामसे प्रसिद्ध थे। वे वेद-वेदाङ्गोके पारंगत 
विद्वान, अतिथिसेवी, अम्निहोत्रपरायण और सूर्यब्रतके 
पालममें तत्पर रहनेवाले थे। प्रतिदिन सूर्यकी आराधना 
'करनेके कारण जे साक्षात्‌ दूसरे सूर्यकी भाँति तेजस्वी 
जान पड़ते थे। उनकी अवस्था अधिक हो चली थी। 
ज्राह्मणके कोई पुत्र नहीं था; केवल एक पुत्री थी, 
जिसका नाम गुणवती था। उन्होंने अपने चन्द्र नामक 
शिष्यके साथ उसका बिवाह कर दिया । बे उस शिष्यको 
ही पुत्रकी भाँति मानते थे और वह जितेन्द्रिय शिष्य भी 
उन्हें पिताके ही तुल्य समझता था। एक दिन बे दोनों 
गुरु-शिष्य कुश और समिधा लानेके लिये गये और 
हिमालयके शाखाभूत पर्वतके वनमें इधर-उघर भ्रमण 
करने लगे; इतनेमें ही उन्होंने एक भयङ्कर राक्षसको 
अपनी ओर आते देखा । उनके सारे अङ्ग भयसे काँपने 
छगे। वे भागनेमें भी असमर्थ हो गये। तबतक उस 
कालरूपी राक्षसने उन दोनोंको मार डाला । उस क्षेत्रके 
प्रभावसे तथा स्वयं धर्मात्मा होनेके कारण उन दोनोंको 
मेरे पार्षदोने वैकुण्ठ धाममें पहुँचा दिया। उन्होंने जो 
जीवनभर सूर्यपूजन आदि किया था, उस कर्मसे मैं उनके 
ऊपर बहुत संतुष्ट था। सूर्य, शिव, गणेश, विष्णु तथा 
शक्तिके उपासक भी मुझे ही प्राप्त होते हैं। जैसे वर्षाका 
जल सब ओरसे समुद्रमें ही जाता है, उसी प्रकार इन 
पाँचोंके उपासक मेरे ही पास आते हैं। मैं एक ही हूँ, 
तथापि लीलाके अनुसार भिन्न-भिन्न नाम धारण करके 


,७००००००७०००००००-०००००० 


पाँच रूपॉर्मे प्रकट हुआ हूँ । ठीक उसी तरह, जैसे कोई 
देवदत्त नामक एक ही व्यक्ति पुत्र-पिता आदि भिन्न-भिन्न 
नामोंसे पुकारा जाता है।* 

तदनन्तर गुणवतीने जब राक्षसके हाथसे उन 
दोनेकि मारे जानेका हाल सुना, तब यह पिता और 
पतिके वियोग-दुःखसे पीड़ित होकर करुणस्वरमें विलाप 
करने लगी--'हा नाथ ! हा तात! आप दोनों मुझे 
अकेली छोड़कर कहाँ चले गये ? मैं अनाथ बालिका 
आपके बिना अब क्या करूँगी। अब कौन घरमें बैठी 
हुई मुझ कुशलहीन दुःखिनी स्त्रीका भोजन और वस्त्र 
आदिके द्वारा पालन करेगा।' इस प्रकार बारबार 
'करुणाजनक विलप करके वह बहुत देरके बाद चुप 
हुई । गुणवती शुभकर्म करनेवाली थी। उसने घरका 
सारा सामान बेंचकर अपनी शक्तिके अनुसार पिता और 
पतिका पारलौकिक कर्म किया। तत्पश्चात्‌ बह उसी 
नगरमें निवास करने लगी । शान्तभावसे सत्य-शौच 
आदिके पालनमें तत्पर हो भगवान्‌ विष्णुके भजनमें 
समय बिताने लगी । उसने अपने जीवनभर दो ब्रतोंका 
विधिपूर्वक पालन किया--एक तो एकादशीका उपवास 
और दूसरा कार्तिक मासका भल्रैभाँति सेवन । प्रिये ! थे 
दो व्रत मुझे बहुत ही प्रिय हैं। ये पुण्य उत्पन्न करनेवाले, 
पुत्र और सम्पत्तिके दाता तथा भोग और मोक्ष प्रदान 
करनेवाले हैं। जो कार्तिकके महीनेमें सूर्यके तुला 
राशिपर रहते समय प्रातःकाल स्रान करते हैं, वे 
महापातकी होनेपर भी मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य 
कार्तिकमें स्त्रान, जागरण, दीपदान और तुलसीबनका 
पालन करते हैं, वे साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णुके स्वरूप हैं । 
जो लोग श्रीविष्णुमन्दिरमें झाडू देते, स्वस्तिक आदि 
निवेदन करते और श्रीविष्णुकी पूजा करते रहते है, वे 
जीवन्मुक्त हैं । जो कार्तिकमें तीन दिन भी इस नियमका 
पालन करते है, वे देवताओकि लिये वन्दनीय हो जाते 
हैं। फिर जिन लोगोने आजन्म इस कार्तिकत्रतका 


ज सौरश्च शैया गाणेशा वैष्णवाः शक्तिपूजका: । मामेव प्राम्नुवन्तीह वर्षाप: सागरं यथा॥ 
एक्रोऽहं पञ्चधा जातः क्रीडया नामभिः किल | देवदत्तो यथा कक्पुवाद्याह्वाननामभि: ॥ (९० । ६३-६४) 


७५० 


* अर्ययस्व इचीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


44४५५५4५५५ ७५ ५५४४४५४९५५ ७५ ११५५७७५४७७ ३५७७६५ ७७७७७ ७७७७७७७७७७ 35४ ***2**»»४०७७०००३५०४३०४ 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


पूजा करते हैं, वे मानव इस पृथ्वीपर घर्म, अर्थ, काम 
और मोक्ष--चारों पदार्थ प्राप्त कर लेते हैं। कार्तिक 
मास आनेपर परमेश्वर श्रीविष्णुकी पूजा करनी चाहिये। 
उस समय ऋतुके अनुकूल जितने भी पुष्प उपलब्ध हों, 
वे सभी श्रीमाधवको अर्पण करने चाहिये। तिल और 
तिलके फूल भी चढ़ाये अथवा उन्हींके द्वार पूजन करे। 
उनके द्वारा देवेश्वरके पूजित होनेपर मनुष्य अक्षय 
फलका भागी होता है। जो लोग कार्तिकमें छितवन, 
मौलसिरी तथा चम्पाके फूलॉसे श्रीजनार्दनकी पूजा करते 
हैं, वे मनुष्य नहीं, देवता हैं। मार्गशीर्ष मासमें नाना 
अकारके पुष्पों, विशेषतः दिव्य पुष्पों, उत्तम नैवेद्यो, धूपों 
तथा आरती आदिके द्वारा सदा प्रयत्नपूर्वक भगवानका 


पूजन करे। महादेवि! पौष मासमें नाना भ्रकारके 
तुलसीदल तथा कस्तूरीमिश्रित जलके द्वारा पूजन करना 
कल्याणदायक माना गया है। माघ मास आनेपर नाना 
प्रकारके फूलोंसे भगवान्‌की पूजा करे। उस समय 
कपूरसे तथा नाना प्रकारके नैतेद्य एवं लड्डुओसे पूजा 
होनी चाहिये। इस प्रकार देवदेवेश्वरके पूजित होनेपर 
मनुष्य निश्चय ही मनोवाञ्छित फलोंको प्राप्त कर लेता 
है। फाल्गुनमें भी नवीन पुष्पों अथवा सब प्रकारके 
फूलोंसे श्रीहरिका अर्चन करना चाहिये । सब तरहके 
फूल लेकर बसन्तकालकी पूजा सम्पादन करे। इस 
प्रकार श्रीजगन्नाथके पूजित होनेपर पुरुष श्रीविष्णुकी 
कृपासे अविनाशी वैकुण्ठपदको प्राप्त कर लेता है। 


me ह. ललल 


कार्तिक-व्रतका माहात्म्य--गुणवतीको कार्तिक-त्रतके पुण्यसे भगवानकी प्राप्ति 


सूतजी कहते है--एक समयकी बात है, देवर्षि 


निवेदन करनेके पश्चात्‌ बैठनेको आसन दिया । नारदजीने 


नारद कल्पवृक्षके दिव्य पुष्प लेकर द्वारकामें भगवान्‌ वे दिव्य पुष्प भगवानको भेंट कर दिये । भगवानूने अपनी 
श्रीकृष्णका दर्शन करनेके लिये आये । श्रीकृष्णने स्वागत- 
करते हुए उन्हें पाद्य-अर्घ्य 


सोलह हजार रानियोंमें उन फूलोंको बाँट दिया । 
तदनन्तर एक दिन सत्यभामाने पूछा--'प्राणनाथ ! 


० कार्तिक-ब्रतका पाहात्म्य--गुणवतीको कार्तिक-व्रतके पुण्यसे भगवानकी प्राप्ति + 


७५१ 


मैने पूर्वजन्ममे कौन-सा दान, तप अथवा व्रत किया था, 
"जिससे मैं मर्त्यलोकमें जन्म लेकर भी मर्त्यभावसे ऊपर 
उठ गयी, आपकी अर्द्धाञ्गिनी हुई । 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--प्रिये ! एकाग्रचित्त 
होकर सुनो--तुम पूर्वजन्ममें जो कुछ थीं और जिस 
पुण्यकारक व्रतका तुमने अनुष्ठान किया था, वह सब मैं 
बताता हूँ। सत्ययुगके अन्तमें मायापुरी (हरद्वार) के 
भीतर अत्रिकुलमें उत्पन्न एक ब्राह्मण रहते थे, जो 
देवशर्मा नामसे प्रसिद्ध थे। जे बेद-वेदाज्ञोंके पारंगत 
विद्वान्‌, अतिथिसेवी, अमिहोत्रपरायण और सूर्यत्रतके 
पालनमें तत्पर रहनेवाले थे । प्रतिदिन सूर्यकी आराधना 
'करनेके कारण वे साक्षात्‌ दूसरे सूर्यकी भाँति तेजस्वी 
जान पड़ते थे। उनकी अवस्था अधिक हो चली थी। 
ब्राह्मणके कोई पुत्र नहीं था; केबल एक पुत्री थी, 
जिसका नाम गुणवती था। उन्होंने अपने चन्द्र नामक 
शिष्यके साथ उसका विवाह कर दिया । वे उस शिष्यको 
ही पुत्रकी भाँति मानते थे और वह जितेन्द्रिय शिष्य भी 
उन्हें पिताके ही तुल्य समझता था । एक दिन वे दोनों 
गुरु-शिष्य कुडा और समिधा लानेके लिये गये और 
हिमालयके शाखाभूत पर्वतके वनमें इघर-उधर भ्रमण 
करने लगे; इतनेमें ही उन्होंने एक भयङ्कर राक्षसको 
अपनी ओर आते देखा । उनके सारे अङ्ग भयसे काँपने 
लगे। बे भागनेमें भी असमर्थ हो गये! तबतक उस 
कालरूपी राक्षसने उन दोनोंको मार डाला । उस क्षेत्रके 
प्रभावसे तथा स्वयं धर्मात्मा होनेके कारण उन दोनोंको 
मेरे पार्षदोंने वैकुण्ठ धाममें पहुँचा दिया। उन्होंने जो 
जीवनभर सूर्यपूजन आदि किया था, उस कर्मसे मैं उनके 
ऊपर बहुत संतुष्ट था। सूर्य, शिव, गणेश, विष्णु तथा 
शक्तिके उपासक भो मुझे ही प्राप्त होते हैं। जैसे वर्षाका 
जल सब ओरसे समुद्रमें ही जाता है, उसी प्रकार इन 
पाँचोंके उपासक मेरै ही पास आते हैं। मैं एक ही हुँ, 
तथापि लीलाके अनुसार भिन्न-भिन्न नाम धारण करके 


2७५५१०१५५००४०४११४५००७१००००४०५५०१०५०५५५५५०५४४५८०१४५४४१०००४४२४४४४४४४९४*९#४२.५०४४४४५४६०४५५०ॐ 


पाँच रूपॉमें प्रकट हुआ हूँ। ठीक उसी तरह, जैसे कोई 
देवदत्त नामक एक ही व्यक्ति पुत्र-पिता आदि भिन्न-भिन्न 
नामोंसे पुकारा जाता है ।* 

तदनन्तर गुणवतीने जब राक्षसके हाथसे उन 
दोनोंके मारे जानेका हाल सुना, तब यह पिता और 
पतिके वियोग-दुःखसे पीड़ित होकर करुणस्वरमें विलाप 
करने लगी--'हा नाथ! हा तात! आप दोनों मुझे 
अकेली छोड़कर कहाँ चले गये ? मैं अनाथ बालिका 
आपके बिना अब क्या करूंगी । अब कौन घरमें बैठी 
हुई मुझ कुशलहीन दुःखिनी ख्रीका भोजन और वस्न 
आदिके द्वारा पालन करेगा।' इस प्रकार बारबार 
करुणाजनक विलाप करके वह बहुत देरके बाद चुप 
हुई । गुणवती शुभकर्म करनेवाळी थी। उसने घरका 
सारा सामान बेचकर अपनी शक्तिके अनुसार पिता और 
पतिका पारलौकिक कर्म किया। तत्पश्चात्‌ बह उसी 
नगरमें निवास करने लगी । शान्तभावसे सत्य-शौच 
आदिके पाळनमें तत्पर हो भगवान्‌ विष्णुके भजनमें 
समय बिताने लगी। उसने अपने जीवनभर दो ब्रतोंका 
विधिपूर्वक पालन किया--एक तो एकादशीका उपवास 
और दूसरा कार्तिक मासका भलीभाँति सेवन । प्रिये ! ये 
दो ब्रत मुझे बहुत ही प्रिय हैं । ये पुण्य उत्पन्न करनेवाले, 
पुत्र और सम्पत्तिके दाता तथा भोग और मोक्ष प्रदान 
करनेवाले हैं। जो कार्तिके महीनेमें सूर्यके तुला 
राशिपर रहते समय प्रातःकाल स्नान करते हैं, वे 
महापातकी होनेपर भी मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य 
कार्तिकमें स्नान, जागरण, दीपदान और तुलसीननका 
पालन करते हैं, खे साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णुके स्वरूप हैं। 
जो लोग श्रीविष्णुमन्दिरमें झाडू देते, स्वस्तिक आदि 
निवेदन करते और श्रीविष्णुकी पूजा करते रहते हैं, वे 
जीवन्सुक्त हैं । जो कार्तिकमें तीन दिन भी इस नियमका 
पालन करते हैं, वे देवताओके लिये वन्दनीय हो जाते 
हैं। फिर जिन लोगोंने आजन्म इस कार्तिकब्रतका 


* सौराक्ष शौया गाणेझा वैष्णवाः झाक्तिपूजकाः। मामेव प्राम्रुवन्तीह जर्षापः सागरं यथा॥ 
एकोऽहं पञ्चघा जातः क्रीडया नामभिः किल। देवदत्तो यथा कञ्चिुत्रद्याह्वाननामभिः ॥ (९० । ६३-६४) 


अनुष्ठान किया है, उनके लिये तो कहना ही क्या है। दिव्यरूप धारण करके उसपर बैठ गयी । उसके लिये 
इस प्रकार गुणवतो प्रतिवर्ष कार्तिकका ब्रत किया चैँवर डुलाया जाने लगा। मेरे पार्षद उसे वैकुण्ठ ले 
करती थी। बह श्रोविष्णुकी परिचर्यामें नित्य-निरन्तर चले! विमानपर बैठी हुई गुणवती प्रज्वलित अग्नि- 
भक्तिपूर्वक मन लगाये रहती थी। एक समय, जब कि शिखाके समान तेजस्विनी जान पड़ती थी, कार्तिकत्रतके 
जरावस्थासे उसके सारे अङ्ग दुर्बल हो गये थे और वह पुण्यसे उसे मेरे निकट स्थान मिला। 
स्वये भी ज्वरसे पीडित थी, किसी तरह धीरे-धीरे तदनन्तर जब मैं भ्रह्मा आदि देवताओंकी प्रार्थनासे 
चलकर गङ्गाके तटपर स्त्रान करनेके लिये गयी । ज्यों ही इस पृथ्वीपर आया, तब मेरे पार्षदगण भी मेरे साथ ही 
उसने जलके भीतर पैर रखा, त्यों ही वह शीतसे पीड़ित आये। भामिनि ! समस्त यादव मेरे पार्षदगण ही हैं। ये 
हो काँपती हुई गिर पड़ी। उस घबराहटकी दझामें ही मेरे समान गुणोंसे शोभा पानेवाले और मेरे प्रियतम हैं। 
उसने देखा, आकाशसे विमान उतर रहा है, जो शङ्क, जो तुम्हारे पिता देवशर्मा थे, वे ही अब सत्राजित्‌ हुए हैं। 
EF शुभे ! चन्द्रशर्मा ही अक्रूर हैं और तुम गुणवती हो। 
कार्तिकक्रतके पुण्यसे तुमने मेरी प्रसन्नताको बहुत बढ़ाया 
है। पूर्वजन्ममें तुमने मेरे मन्दिरके द्वारपर जो तुलसीकी 
वाटिका लगा रखी थी, इसीसे तुम्हारे आँगनमें कल्पवृक्ष 
[55 शोभा पा रहा है । पूर्वकालमें तुमने जो कार्तिकमें दीपदान 
67 किया था, उसीके प्रभावसे तुम्हारे घरमें यह स्थिर लक्ष्मी 
आप्त हुई है तथा तुमने जो अपने त्रत आदि सब कर्मोको 
पतिस्वरूप श्रीविष्णुकी सेवामें निवेदन किया था, 
इसीलिये तुम मेरी पत्नी हुई हो। मृत्युपर्यन्त जो 
कार्तिकब्रतका अनुष्ठान किया है, उसके प्रभावसे तुम्हारा 
मुझसे कभी भी वियोग नहीं होगा । इस प्रकार जो मनुष्य 
कार्तिक मासमें त्रतपरायण होते हैं, वे मेरै समीप आते 
हैं, जिस प्रकार कि तुम मुझे प्रसन्नता देती हुई यहाँ आयी 
हो। केवल यज्ञ, दान, तप और ब्रत करनेवाले मनुष्य 
कार्तिकब्रतके पुण्यकी एक कला भी नहीं पा सकते! 
रै सूतजी कहते हैं--इस प्रकार जगतूके स्वामी 
चक्र, गदा और पद्म धारण करनेवाले श्रीविष्णुरूपभारी भगवान्‌ श्रीकृष्णके मुखसे अपने पूर्वजन्मके पुण्यमय 
पार्षदोंसे सुशोभित है और उसमें गरुड्चिहसे अङ्कित वैभवकी बात सुनकर उस समय महारानी सत्यभामाको 
ध्वजा फहरा रही है। विमानके निकट आनेपर वह बड़ा हर्ष हुआ । 


अवस अक नाना 


उत्तरखण्ड ] 


+ कार्तिककी श्रेष्ठताके असङ्गमें झङ्गासुरके बध आदिकी कथा « 


७५३ 


&0७४०५७७५७५०४७७५०७४००४७४» ०४ #*»$&* &/»+&*४&»»5%%५9$५०»»४४»/»४&$&+ 995 &&+&»*»४»:55%»5»59935*# 998 *# ४४१. 


कार्तिककी श्रेष्ठताके अ्रसङ्गमें श्खासुरके वध, वेदोंके उद्धार 
तथा 'तीर्थराज' के उत्कर्षकी कथा 


सत्यभामाने पूछा--देवदेवेश्वर ! तिथियोंमें 
एकादशी और महीनोंमें कार्तिक मास आपको विशेष 
प्रिय क्यों हैं? इसका कारण बताइये । 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--सत्ये ! तुमने बहुत 
अच्छी बात पूछी है। एकाग्रचित्त होकर सुनो। प्रिये ! 
पूर्वकालमें राजा पृथुने भी देवर्षि नारदसे ऐसा ही प्रश्न 
किया था। डस समय सर्वज्ञ मुनिने उन्हें कार्तिक मासकी 

IE [ 


बलूसे प्रबळ प्रतीत होते हैं। यह बात मेरी समझमें आ 
गयी है, अतः मैं वेदोंका ही अपहरण करूँगा । इससे 
समस्त देवता निर्बल हो जायँगे ।' ऐसा निश्चय करके सह 
वेदोंको हर ले आया । इधर ब्रह्माजी पूजाकी सामग्री 
लेकर देवताओंके साथ वैकुण्ठलोकमें जा भगवान्‌ 
विष्णुकी शरणमें गये । उन्होंने भगवानको जगानेके लिये 
गीत गाये और बाजे नजाये। तब भगवान्‌ विष्णु उनकी 
भक्तिसे संतुष्ट हो जाग उठे । देवताओनि उनका दर्शन 
किया। वे सहस्त्रों सूयेकि समान कान्तिमान्‌ दिखायी देते 
थे। उस समय षोडशोपचारसे भगवान्की पूजा करके 


Does | देवता उनके चरणॉमें पड़ गये । तब भगवान्‌ लक्ष्मीपतिने 


"४७ ळल 
श्रेष्ठताका कारण बताया था । 


नारदजी बोले--पूर्वकालमें शङ्घ नामक एक 222 ८ 


असुर था, जो त्रिलोकीका नाश करनेमें समर्थ तथा 
महान्‌ बल एवं पराक्रमसे युक्त था। बह समुद्रका पुत्र 
था। उस महान्‌ असुरने समस्त देवताओंको परास्त 
करके स्वर्गसे बाहर कर दिया और इन्द्र आदि 
लोकपालॉंके अधिकार छीन लिये। देवता मेरुगिरिकी 
दुर्गम कन्दणओंमें छिपकर रहने लगे । झत्रुके अधीन 
नहीँ हुए। तब दैत्यने सोचा कि “देवता वेदमन्त्रेकि 


| उनसे इस प्रकार कहा। 


2220 NN 

श्रीविष्णु खोले--देवताओ ! तुम्हारे गीत, वाद्य 
आदि मङ्गलमय कार्योसे संतुष्ट हो मैं वर देनेको उद्यत 
हूँ। तुम्हारी सभी मनोवाज्छित कामनाओंको पूर्ण 
करूँगा । कार्तिके शुकृपक्षमें 'प्रजोधिनी' एकादशीके 


छड 


+ अर्चयस्व हषीकेशो चदीस्छसि परं पदम्‌ + 


( संक्षिप्त पश्मपुराण 


दिन जब एक पहर रात बाकी रहे, उस समय गीत-वाद्य 
आदि मङ्गलमय विधानोंके द्वारा जो लोग तुम्हारे ही 
समान मेरी आराधना करेंगे, वे मुझे प्रसन्न करनेके कारण 
मेरे समीप आ जायेंगे । शाङ्खासुरके द्वाय हरे गये सम्पूर्ण 
खेद जलमें स्थित हैं। मैं सागरपुत्र शङ्खका वघ करके 
उन्हें ले आऊँगा। आजसे लेकर सदा ही प्रतिवर्ष 
कार्तिक मासमें मन्त्र, बीज और यजञॉसे युक्त वेद जलमें 
विश्राम करेंगे । आजसे मैं भी इस महीनेमें जलके भीतर 
निवास करूँगा । तुमलोग भी मुनीश्वरोंको साथ लेकर मेरे 
साथ आओ । इस समय जो श्रेष्ठ द्विज प्रातःख्रान करते 
हैं, वे निश्चय ही सम्पूर्ण यज्ञोंका अवभृथस्न्नान कर चुके । 
जिन्होंने जीवनभर शास्त्रोक्त विधिसे कार्तिकके उत्तम 
ब्रतका पालन किया हो, वे तुमलोगोंके भी माननीय हों । 
तुमने एकादशीको मुझे जगाया है; इसलिये यह तिथि मेरे 
लिये अत्यन्त प्रीतिदायिनी और माननीय होगी । कार्तिक 
मास और एकादशी तिथि--इन दो ब्रतोंका यदि मनुष्य 
अनुष्ठान करें तो ये मेरे सांनिध्यकी प्राप्ति करनेवाले हैं। 
इनके समान दूसरा कोई साधन नहीं है। 

'नारदजी कहते हैं--यह कहकर भगवान्‌ विष्णु 

LEY स E25 क, 


£ 


मछलीके समान रूप धारण करके आकाशसें विन्ध्य- 
पर्वत-निवासी कश्यप मुनिकी आञ्जलिमें गिरे। मुनिने 
करुणावश उस मत्स्यको अपने कमण्डलुमें रख लिया; 
किन्तु वह उसमें अँट न सका । तब उन्होंने उसे कुएँमें 
ले जाकर डाल दिया! जब उसमें भी वह न आ सका, 
तब मुनिने उसे तालाबमें पहुँचा दिया; किन्तु वहाँ भो 
यही दशा हुई । इस प्रकार उसे अनेक स्थानोंमें रखते हुए 
अन्ततोगत्वा उन्होंने समुद्रमें डाल दिया । वहाँ भी बढ़कर 
चह विशालकाय हो गया । तदनन्तर उन मत्स्यरूपधारी 
भगवान्‌ विष्णुने शङ्खासुरका वध किया और उस शङ्खको 
अपने हाथमें लिये चे बदरीबनमें गये। वहाँ सम्पूर्ण 
ऋषियोंको बुलाकर भगवानने इस प्रकार आदेश दिया । 

श्रीविष्णु बोले--महर्षियो ! जलके भीतर बिखरे 
हुए वेदोंकी खोज करो और रहस्यॉसहित उनका पता 
लगाकर शीघ्र ही ले आओ। तबतक मैं देवताओके 
साथ प्रयागमें ठहरता हूँ । 

तन तेज और बलसे सम्पन्न समस्त मुनियोंने यज्ञ 
और बीजसहित वेदमन्त्रोंका उद्धार किया । जिस वेदके 
किया, बही उतने 


उत्तरखण्ड ] 


* कार्तिकको श्रेष्ठताके प्रसङ्गमे शङ्खासुरके वध आदिकी कथा + 


७५५ 


भागका तबसे ऋषि माना जाने लगा । तदनन्तर सब मुनि 
एकत्रित होकर प्रयागमें गये तथा ब्रह्माजीसहित भगवान्‌ 
विष्णुको उन्होने प्राप्त किये हुए खेद अर्पण कर दिये। 
यज्ञसहित बेदोंको पाकर रह्माजीको बड़ा हर्ष हुआ तथा 
उन्होंने देवताओं और ऋषियोंके साथ प्रयागमें अश्वमेध 
यज्ञ किया । यज्ञकी समाप्ति होनेपर देवता, गन्धर्व, यक्ष, 
किन्नर तथा गुह्यकोंने पृथ्वीपर साष्टाङ्ग प्रणाम करके यह 
प्रार्थना की । 
देवता ओले--देवाधिदेव जगन्नाथ ! प्रभो !! 
हमारा निवेदन सुनिये । हमलोगोँके लिये यह बड़े हर्षका 
समय है, अतः आप हमें वरदान दें। रमापते ! इस 
स्थानपर ब्रह्माजीको खोये हुए वेदोंकी प्राप्ति हुई है तथा 
आपकी कृपासे हमें भी यज्ञभाग उपलब्ध हुआ है; अतः 
यह स्थान पृथ्वबीपर सबसे अधिक श्रेष्ठ और पुण्यवर्धक 
हो। इतना ही नहीं, आपके प्रसादसे यह भोग और 
मोक्षका भी दाता हो। साथ ही यह समय भी महान्‌ 
पुण्यदायक और ब्रहाहत्यार्‌ आदिकी भी शुद्धि 
करनेवाला हो । इसमें दिया हुआ सन कुछ अक्षय हो। 
यही वर हमें दीजिये। 
भगवान्‌ विष्णुने कहा--देवताओ ! तुमने जो 
कुछ कहा है, उसमें मेरी भी सम्मति है; अतः तुम्हारी 
इच्छा पूर्ण हो, यह स्थान आजसे “ब्रहाक्षेत्र' नाम धारण 
करे। सूर्यबंशमें उत्पन्न राजा भगीरथ यहाँ गङ्गाको ले 
आयेंगे और वह सूर्यकन्या यमुनाजीके साथ यहाँ 
मिलेगी । ज्ञह्माजीसहित तुम सम्पूर्ण देवता भी मेरे साथ 
यहाँ निवास करो। आजसे यह तीर्थ 'तीर्थराज' के 
नामसे विख्यात होगा । यहाँ किये हुए दान, व्रत, तप, 
होम, जप और पूजा आदि कर्म अक्षय फलके दाता और 
सदा मेरी समीपताकी प्राप्ति करानेवाले हों । सात जन्मोंमें 


किये हुए ब्रह्महत्या आदि पाप भी इस तीर्थका दर्शन 
करनेसे तत्काल नष्ट हो जायैँ । जो धीर पुरुष इस तीर्थमें 
मेरे समीप मृत्युको प्राप्त होंगे, वे मुझमें ही प्रवेश कर 
जायैंगे, उनका पुनर्जन्म नहीं होगा। जो यहाँ मेरे आगे 
पितरोंके उद्देश्यसे श्राद्ध करेंगे, उनके समस्त पितर मेरे 
लोकमें चले जायँगे। यह काल भी मनुष्योकि लिये 
महान्‌ पुण्यमय तथा उत्तम फल प्रदान करनेवाला होगा । 
सूर्यके मकर राशिपर स्थित रहते हुए जो लोग यहाँ 
प्रातःकाल स्नान करेंगे, उनके लिये यह स्थान पापनाशक 
होगा। मकर राशिपर सूर्यके रहते समय माघमें 
आतःस्त्रान करनेवाले मनुष्योंके दर्शनमात्रसे सारे पाप 
उसी प्रकार भाग जाते हैं, जैसे सूयोंदयसे अन्धकार । 
माघमें जब सूर्य मकर राशिपर स्थित हों, उस समय यहाँ 
प्रातःस्जान करनेपर मैं मनुष्योंको, क्रमशः सालोक्य, 
सामीप्य और सारूप्य--तीनों प्रकारकी मुक्ति दूँगा। 
मुनीश्वरो ! तुम सन लोग मेरी बात सुनो। यद्यपि मैं 
सर्वत्र व्यापक हूँ, तो भी बदरीवनमें सदा विशेषरूपसे 
निवास करता हूँ; अन्यत्र दस वर्षांतक तपस्या करनेसे 
जिस फलकी प्राप्ति होती है, वही वहाँ एक दिनकी 
तपस्यासे तुमलोग प्राप्त कर सकते हो । जो नरश्रेष्ठ उस 
स्थानका दर्शन करते हैं, वे सदाके लिये जीवन्मुक्त हैं। 
उनके शरीरमें पाप नहीं रहता। 

नारदजी कहते है--देवदेब भगवान्‌ विष्णु 
देवताओंसे इस प्रकार कहकर ग्रहाजीके साथ वहीं 
अन्तर्धान हो गये तथा इन्द्र आदि सम्पूर्ण देखता भी 
अपने अँशोसे वहाँ रहकर स्वरूपसे अन्तर्घान हो गये। 
जो शुद्ध चित्तवाला श्रेष्ठ पुरुष इस कथाको सुनता या 
सुनाता है, बह तीर्थराज प्रयाग और बदरीवनकी यात्रा 
करनेका फल प्राप्त कर लेता है। 


ति 0 


» अर्चयस्व इदीकेशे यदीच्छसि परं पदम्‌ + [ संक्षिप्त पदापुराण 


कार्तिक मासमें स्नान और पूजनकी विधि 


७५६ 


राजा पृथुने कहा--मुने ! आपने कार्तिक और 
माघके सानका महान्‌ फल नतलाया; अब उनमें किये 
जानेवाले स्रानकी विधि और नियमोंका भी वर्णन 
कीजिये, साथ ही उनकी उद्यापन-विधिको भी 
'ठीक-ठीक बताइये । 
नारदजी खोले--राजन्‌ ! तुम भगवान्‌ विष्णुके 
अंझसे उत्पन्न हुए हो, तुम्हारे लिये कोई बात अज्ञात नहीं 
है। तथापि तुम पूछते हो, इसलिये मैं कार्तिकके परम 
उत्तम माहात्म्यका वर्णन करता हूँ; सुनो । आश्विन मासके 
शुक्कपक्षमें जो एकादशी आती है, उसी दिन आलस्य 
छोड़कर कार्तिकके उत्तम ब्रतोंका नियम ग्रहण करे | व्रत 
करनेवाला पुरुष पहरभर रात बाकी रहे, तभी उठे और 
जलसहित लोटा लेकर गाँवसे बाहर नै#त्यकोणकी ओर 
जाय । दिन और सन्ध्याके समय उत्तर दिशाकी ओर मुँह 
करके तथा रात हो तो दक्षिणकी ओर मुँह करके मल- 
मूत्रका त्याग करे । पहले जनेऊको दाहिने कानपर चढ़ा 
ले और भूमिको तिनकेसे ढककर अपने मस्तकको 
वखसे आच्छादित कर ले। शौचके समय मुखको 
यत्रपूर्वक मूँदे रखे। न तो थूके और न मुँहसे ऊपरको 
साँस ही खींचें। मलत्यागके पश्चात्‌ गुदाभाग तथा 
हाथको इस प्रकार धोये, जिससे मलका लेप और दुर्गन्ध 
दूर हो जाय । इस कार्यमें आलस्य नहीं करना चाहिये। 
पाँव बार गुदामें, दस बार नायें हाथमें तथा.सात-सात 
नार दोनों हाथोंमें मिट्टी लगाकर घोये। फिर एक बार 
लिङ्गमे, तीन बार बायें हाथमें और दो-दो बार दोनों 
हाथोंमें मिट्टी लगाकर धोये | यह गृहस्थके लिये शौचकी 
विधि बतायी गयी। ब्रह्मचारीके लिये इससे दूना, 
वानप्रस्थके लिये तिगुना और संन्यासीके लिये चौगुना 
करनेका विघान है। रातको दिनकी अपेक्षा आधे शौच 
(मिट्टी लगाकर घोने) का नियम है। रास्ता चलनेवाले 
व्यक्तिके लिये, खीके लिये तथा शूद्रॉके लिये उससे भी 
आधे झौचका विधान है! शौचकर्मसे हीन पुरुषकी 
समस्त क्रियाएँ निष्फल होती हैं। जो अपने मुँहको 


अच्छी तरह साफ नहीं रखता, उसके उच्चारण किये हुए 
मन्त्र फलदायक नहीं होते; इसलिये प्रयलपूर्वक दाँत 
और जीभकी शुद्धि करनी चाहिये । गृहस्थ पुरुष किसी 
दूधवाले वृक्षको बारह अंगुलकी लकड़ी लेकर दाँतुन 
करे; किन्तु यदि घरमें पिताकी क्षयाह तिथि या व्रत हो 
तो दाँतुन न करे । दाँतुन करनेके पहले वनस्पति-देवतासे 
इस प्रकार प्रार्थना करे-- 
आयुर्बलं यशो वर्चः प्रजाः पशुबसूनि च। 
न्रहमप्रज्ञां च मेधां च त्वं नो देहि वनस्पते ॥ 
(९४। ११) 

“हे वनस्पते! आप मुझे आयु, बल, यश, 
तेज, संतति, पशु, धन, ब्रह्मज्ञान और स्मरणशक्ति 
प्रदान करें ।' 

इस मन्त्रका उच्चारण करके दाँतुनसे दाँत साफ 
करना चाहिये। प्रतिपदा, अमावास्या, नवमी; षष्ठी, 
रविवार तथा चन्द्रमा और सूर्यके ग्रहणके दिन दाँतुन नहीं 
करना चाहिये। व्रत और श्राद्धके दिन भी लकड़ीकी 
दाँतुन करना मना है, उन दिनों जलके बारह कुल्ले करके 
मुख शुद्ध करनेका विधान है। काँटेदार वृक्ष, कपास, 
सिन्धुवार, ब्रह्मवृक्ष (पलाश), बरगद, एरण्ड (रेड) 
और दुर्गन्धयुक्त वृक्षोंकी लकड़ीको दाँतुनके काममें नहीं 
लेना चाहिये। फिर खान करनेके पश्चात्‌ भक्तिपरायण 
एवं प्रसत्रचित्त होकर चन्दन, फूल और ताम्बूल आदि 
पूजाका सामग्री ले भगवान्‌ विष्णु अथवा शिवके 
मन्दिरमें जाय । वहाँ भगवानको पृथक्‌-पृथक्‌ पाद्य- 
अर्घ्य आदि उपचार अर्पण करके स्तुति करे तथा पुनः 
नमस्कार करके गीत आदि माङ्गलिक उत्सवका प्रबन्ध 
करे। ताल, वेणु और मृदङ्ग आदि बाजोंके साथ 
भगवानके सामने नृत्य और गान करनेवाले लोगोंका भी 
ताम्बूल आदिके द्वारा सत्कार करे। जो भगवानके 
मन्दिरमें गान करते हैं, वे साक्षात्‌ विष्णुरूप हैं। 
कलियुगमें किये हुए यज्ञ, दान और तप भक्तिसे युक्त 
होनेपर ही जगद्गुरु भगवानको संतोष देनेवाले होते हैं। 


उत्तरखण्छ ] 


« कार्तिक घासमें स्नान और पूजनकी विधि + 


us 


राजन्‌ ! एक बार मैंने भगवानूसे पूछा--'देवेश्वर ! आप 
कहाँ निवास करते हैं ?' तो वे मेरी भक्तिसे संतुष्ट होकर 
बोले--'नारद ! न तो मैं चैकुण्ठमें निवास करता हूँ 
और न यो“योके हृदयमें । मेरे भक्त जहाँ मेरा गुण-गान 
करते हैं, वहीं मैं भी रहता हूँ * यदि मनुष्य गन्ध, पुष्प 
आदिके द्वारा मेरे भक्तोंका पूजन करते हैं तो उससे मुझे 
जितनी अधिक प्रसन्नता होती है, उतनी स्वयं मेरी पूजा 
करनेसे भी महीं होती । जो मूर्ख मानव मेरी पुराण-कथा 
और मेरे भक्तोंका गान सुनकर निन्दा करते हैं, वे मेरे 
द्वेषके पात्र होते हैं। 
शिरीष, (सिरस), उन्मत्त (धतूरा), गिरिजा 
(मातुलुङ्गी), मल्लिका (मालती), सेमल, मदार और 
कनेरके फूलोंसे तथा अक्षतोंके द्वारा श्रीबिष्णुकी पूजा 
नहीं करनी चाहिये । जवा, कुन्द, सिरस, जूही, मालती 
और केवड़ेके फूलोंसे श्रीशङ्खरजीका पूजन नहीं करना 
चाहिये। लक्ष्मी-्रापिकी इच्छा रखनेबाला पुरुष 
तुलसीदलसे गणेशका, दूर्वादलसे दुर्गाका तथा 
अगस्त्यके फूलोंसे सूर्यदेवका पूजन न करे।† इनके 
अतिरिक्त जो उत्तम पुष्प हैं, वे सदा सब देवताओंकी 
पूजाके लिये प्रशस्त माने गये हैं। इस प्रकार पूजा-विधि 
पूर्ण करके देवदेव भगवानसे क्षमा-पार्थना करे 
मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर । 
यत्पूजितं मया देख परिपूर्ण तदस्तु मे॥ 
(९४।३०) 
“देवेश्वर ! देव ! मेरे द्वारा किये गये आपके पूजनमें 
जो मन्त्र, निधि तथा भक्तिकी न्यूनता हुई हो, बह सन 
आपकी कृपासे पूर्ण हो जाय !' 
तदनन्तर प्रदक्षिणा करके दण्डवत्‌ प्रणाम करे तथा 
पुनः भगवानूसे ब्रुटियोंके लिये क्षमा-याचना करते हुए 
गायन आदि समाप्त करे। जो इस कार्तिककी रात्रिमें 


भगवान्‌ विष्णु अथवा शिवकी भलीभाँति पूजा करते हैं, 
चे मनुष्य पापहीन हो अपने पूर्वजॉके साथ श्रीविष्णुके 
धाममें जाते हैं। 
नारदजी कहते हैं-जब दो घड़ी रात बाकी रहे, 
तब विल, कुश, अक्षत, फूल और चन्दन आदि लेकर 
पवित्रतापूर्वक जलाशयके तटपर जाय। भनुष्योंका 
खुदवाया हुआ पोखरा हो अथवा कोई देवकुण्ड हो या नदी 
अथवा उसका संगम हो--इनमें उत्तरोत्तर दसगुने पुण्यकी 
प्राप्ति होती है तथा यदि तीर्थमें स्नान करे तो उसका अनन्त 
फल माना गया है। तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ विष्णुका स्मरण 
करके सानका संकल्प करे तथा तीर्थ आदिके देवताओंको 
क्रमशः अर्ध्य आदि निवेदन करे । फिर भगवान्‌ विष्णुको 
अर्घ्य देते हुए निश्नाद्धित मन्त्रका पाठ करे-- 
नमः कमलनाभाय नमस्ते जलशायिने । 
नमस्तेऽस्तु हषीके गृहाणार्घ्यं नमोऽस्तु ते ॥ 
कार्त्तिकेऽहं करिष्यामि प्रातःस्त्रानं जनार्दन । 
जीत्यर्थ तव देवेश दामोदर मया सह ॥ 
ध्यात्वाऽहं त्वां च देवेश जलेऽस्मिन्‌ स््रातुमुद्यातः । 
तब प्रसादात्पापं मे दामोदर खिनइयतु ॥ 
(९५।४, ७, ८) 
“भगवान्‌ पद्धनाभको नमस्कार है । जलमें शयन 
करनेवाले श्रीनारायणको नमस्कार है। हषीकेरा ! 
आपको बारबार नमस्कार है। यह अर्घ्य ग्रहण कीजिये। 
जनार्दन ! देवेशा ! लक्ष्मीसहित दामोदर ! मैं आपकी 
असन्नताके लिये कार्तिकमें प्रातःस्नान करूंगा । देवेश्वर ! 
आपका ध्यान करके मैं इस जळमें स्त्रान करनेको उद्यत 
हूँ। दामोदर ! आपकी कृपासे मेरा पाप नष्ट हो जाय ।' 
तत्पश्चात्‌ राधासहित भगवान्‌ श्रीकृष्णको निम्नाङ्कित 
मन्त्रसे अर्घ्य दे-- 


* नाहे वसामि वैकुण्ठे योगिनो हदये न दै। मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद्‌ ॥ (९४ । २३) 


† हिरीषोन्मत्तगिरिंजामल्लिकाशाल्मलीभवैः 
जपाकुन्दशिरोषेश्व 


॥ अर्कजैः कर्णिकारैश्च विष्णुर्नार्च्यस्तथाक्षतै: ॥ 
यूथिकामार्तीभदैः । केतकोभवपुष्पैश्ष॒ नैवार्च्यः 


'झळूरस्तथा ॥ 


गणेशं तुलसोपत्रेदगी नैव तु दूर्वया । मुनिपष्यैस्तथा सूर्य लक्ष्मीकामो न चार्चयेत्‌ ॥ (९४ । २६--२८) 


७५८ 


* अर्चयस्व हृषीकेश यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


नित्ये नैमित्तिके कृष्ण कार्त्तिके पापनाझने । 
गृहाणार्घ्यं मया दत्तं राधया सहितो हरे ॥ 


(९५।९) 
“रीराधासहित भगवान्‌ श्रीकृष्ण ! नित्य और 
नैमित्तिक कर्मरूप इस पापनाशक कार्तिकस्रानके ब्रतके 


निमित्त मेरा दिया हुआ यह अर्घ्य स्वीकार करें ।' 
इसके बाद व्रत करनेवाला पुरुष भागीरथी, 
श्रीविष्णु, शिव और सूर्यका स्मरण करके नाभिके बराबर 
जलमें खड़ा हो विधिपूर्वक स्नान करे। गृहस्थ पुरुषको 
तिल और आँवलेका चूर्ण लगाकर स्त्रान करना चाहिये। 
वनवासी संन्यासी तुलसीके मूलकी मिट्टी लगाकर स्थान 
करे । सप्तमी, अमावास्या, नवमी, द्वितीया, दशमी और 
त्रयोदशीको आँबलेके फल और तिलके द्वारा स्नान 
करना निषिद्ध है । पहले मल-स्रान करे अर्थात्‌ शरीरको 
खूब मल-मलकर उसको मैल छुड़ाये । उसके बाद मन्त्र 
स्नान करे । स्वी और शूदोको वेदोक्त मन्त्रॉसे स्नान नहीं 
करना चाहिये | उनके लिये पौराणिक मन्त्रोंका उपयोग 
बताया गया है। 
ब्रती पुरुष अपने हाथमें पवित्रक धारण करके 
निम्नाद्धित मन्त्रॉका उच्चारण करते हुए स्नान करे-- 
त्रिधाभूदेवकार्याथ यः पुरा भक्तिभावितः । 
स विष्णुः सर्वपापन्नः पुनातु कृपयात्र माम्‌ ॥ 
विष्णोराज्ञामनुप्राप्य काार्तिकग्रतकारणात्‌। 
क्षमन्तु देखास्ते सर्वे मां पुनन्तु स्रासवाः ॥ 
सेदभन्त्रा: सबीजाश्च सरहस्या मखान्विताः । 
कद्यपाद्याश्च मुनयो मां पुनन्तु सदैव ते॥ 
गङ्गाद्याः सरितः सर्वास्तीर्थानि जलदा नदाः । 
ससप्तसागरा: सर्वे मां पुनन्तु सदैव ते॥ 
पतिव्रतास्त्वदित्याद्या यक्षाः सिद्धा: सपन्नगाः । 
ओषध्यः पर्यताक्षापि मां पुनन्तु त्रिलोकजाः ॥ 
(९५॥ १४-१८) 
“जो पूर्वकालमें भक्तिपूर्वक चिन्तन करनेपर 
देवताओके कार्यकी सिद्धिके लिये तीन स्वरूपॉमें प्रकट 
हुए तथा जो समस्त पापका माझा करेवाळे हैं, वे 
भगवान्‌ विष्णु यहाँ कृपापूर्वक मुझे पवित्र करें । 


श्रीविष्णुकी आज्ञा प्राप्त करके कार्तिकका न्रत करनेके 
कारण यदि .मुझसे कोई त्रुटि हो जाय तो उसके लिये 
समस्त देवता मुझे क्षमा करें तथा इन्द्र आदि देवता मुझे 
पवित्र करें। बीज, रहस्य और यज्ञोंसहित वेदमन्त्र और 
कश्यप आदि मुनि मुझे सदा ही पवित्र करें । गङ्गा आदि 
सम्पूर्ण नदियाँ, तीर्थ, मेध, नद और सात समुद्र--ये 
सभी मुझे सर्वदा पवित्र करें । अदिति आदि पतिन्नताएँ, 
यक्ष, सिद्ध, नाग तथा न्रिभुवनकी ओषधि और पर्वत भी 
मुझे पवित्र करें ।' 

स्रानके पश्चात्‌ विधिपूर्वक देवता, ऋषि, मनुष्य 
(सनकादि) तथा पितरोंका तर्पण करे । कार्तिक मासमें 
'पितृ-तर्पणके समय जितने तिलोंका उपयोग किया जाता 
है, उतने ही वर्षोतक पितर स्वर्गलोकमें निवास करते है । 
तदनन्तर जलसे बाहर निकलकर व्रती मनुष्य पवित्र बस्न 
धारण करे और प्रातःकालोचित नित्यकर्म पूर करके 
श्रीहरिका पूजन करे। फिर भक्तिसे भगवानें मन 
लगाकर तीर्थो और देवताओंका स्मरण करते हुए पुनः 
गन्ध, पुष्प और फलसे युक्त अर्घ्य निवेदन करे। 
अर्ध्यका मन्त्र इस प्रकार है-- 

ब्रतिनः कार्तिके मासि स्त्रातस्थ लिधिलन्मम । 
गृहाणार्घ्यं मया दत्तं राधया सहितो हरे ॥ 
(९५। २३) 

“भगवन्‌! मैं कार्तिक मासमे स्त्रानका त्रत लेकर 
विधिपूर्वक खान कर चुका हूँ। मेरे दिये हुए इस अर्घ्यको 
आप श्रीराधिकाजीके साथ स्वीकार करें ।' 

इसके बाद बेदविद्याके पारंगत ब्राह्मणोंका गन्ध, पुष्प 
और ताम्बूलके द्वारा भक्तिपूर्वक पूजन करे और बारंबार 
उनके चरणोंमें मस्तक झुकावे । ब्राह्मणके दाहिने पैरमें 
सम्पूर्ण तीर्थ, मुखमें बेद और समस्त अङ्गोमें देवता निवास 
करते हैं; अतः ब्राह्मणके पूजन करनेसे इन सबकी पूजा हो 
जाती है। इसके पश्चात्‌ हरिप्रिया भगवती तुळसीकी पूजा 
करे । प्रयागमें स्नान करने, काशीमें मृत्यु होने और वेदोके 
स्वाध्याय करनेसे जो फल प्राप्त होता है; बह सन 
श्रीतुलसीके पूजनसे मिल जाता है; अतः एकाग्रचित्त होकर 
निम्नाद्धित मन्ञसे तुलसीकी प्रदक्षिणा और नमस्कार करे-- 


उत्तरखण्ड ] 


५ खार्तिक-त्रतके नियम और उद्यापनकी विधि + 


छपर 


देवैस्त्वं निर्मिता पूर्वमर्चिताउसि मुनीश्वरैः । 
नमो नमस्ते तुलसि पापं हर हरिप्रिये ॥ 
(९५।३०) 
“हरिप्रिया तुलसीदेवी ! पूर्वकालमें देवताओंने तुम्हें 
उत्पन्न किया और मुनीश्चरोने तुम्हारी पूजा की । तुम्हें 
बारंबार नमस्कार है । मेरे सारे पाप हर लो ।' 


तुलसी-पूजनके पश्चात्‌ ब्रत करनेवाला भक्तिमान्‌ 
पुरुष चित्तको एकाग्र करके भगवान्‌ विष्णुकी पौराणिक 
कथा सुने तथा कथा-वाचक विद्वान्‌ ब्रामण अथवा 
मुनिकी पूजा करे। जो मनुष्य भक्तियुक्त होकर पूर्वोक्त 
सम्पूर्ण विधियोंका भलीभाँति पालन करता है, वह 
अन्तमें भगवान्‌ नारायणके परमधाममें जाता है। 


pp 
कार्तिक-त्रतके नियम और उद्यापनकी विधि 


नारदजी कहते हैं--राजन्‌! कार्तिकका ग्रत 
करनेवाले पुरुषोंके लिये जो नियम बताये गये हैं, उनका 
मैं संक्षेपसे वर्णन करता हूँ। ध्यान देकर सुनो । अन्नदान 
देना, गौओंको ग्रास अर्पण करना, वैष्णव पुरुषॉके साथ 
खार्तालाप करना तथा दूसरेके दीपकको जलाना या 
उकसाना--इन सब कार्योंसे मनोषी पुरुष धर्मकी प्राप्ति 
बतलाते हैं। बुद्धिमान्‌ पुरुष दूसरेके आन्न, दूसरेकी 
शय्या, दूसरेकी निन्दा और दूसरेकी स्त्रीका सदा ही 
परित्याग करे तथा कार्तिकमें तो इन्हें त्यागनेकी 
विशेषरूपसे चेष्टा करे। उड़द, मधु, सौवीरक तथा 
राजमाष (किराव) आदि अन्न कार्तिकका त्रत करनेवाले 
मनुष्यको नहीं खाने चाहिये । दाल, तिलका तेल, 
भाव-दूषित तथा शब्द-दूषित अन्नका भी ब्रती मनुष्य 
परित्याग करे । कार्तिकका व्रत करनेवाल्त्र पुरुष देवता, 
चेद, द्विज, गुरु, गौ, व्रती, स्त्री, राजा तथा महापुरुषोंकी 
निन्दा छोड़ दे । बकरी, गाय और भैंसके दूधको छोड़कर 
अन्य सभी पशुओंका दूध मांसके समान वर्जित है। 
ब्राह्मणोंके खरीदे हुए सभी प्रकारके रस, ताँबेके पात्रमें 
रखा हुआ गायका दूध, दही और घी, गढ़ेका पानी और 
केवल आपने लिये बनाया हुआ भोजन--इन सबको 
विद्वान्‌ पुरुषोने आमिषके तुल्य माना है । ब्रती मनुष्योंको 
सदा ही ब्रह्मचर्यका पालन, भूमिपर शयन, पत्तलमें 
भोजन और दिनके चौथे पहरमें एक बार अन्न अहण 
करना चाहिये । कार्तिकका ब्रत करनेवाला मानव प्याज, 
रूहसुन, हींग, छत्राक (गोबर-छत्ता) गाजर, नालिक 
(भीड), मूळी और साग खाना छोड़ दे । लौकी, भाँटा 


(बैगन), कोहड़ा, भतुआ, लसोड़ा और कैथ भी त्याग 


*दे । ब्रती पुरुष रजस्वलाका स्पर्श न करे; म्लेच्छ, पतित, 


ब्रतहीन, ज्राह्मणद्रोही तथा वेदके अनधिकारी पुरुषोंसे 
कभी वार्तालाप न करे। इन लोगोंने जिस अन्नको देख 
लिया हो, उस अन्नको भी न खाय; कौओंका जूठा किया 
हुआ, सूतकयुक्त घरका बना हुआ, दो बार पकाया तथा 
जला हुआ अन्न भी वैष्णवत्रतका पालन करनेवाले 
पुरुषोंके लिये अखाद्य है । जो कार्तिकमें तेल लगाना, 
खाटपर सोना, दूसरेका अन्न लेना और काँसके बर्तनमें 
भोजन करना छोड़ देता है, उसीका त्रत परिपूर्ण होता है । 
ब्रती पुरुष प्रत्येक त्रतमें सदा ही पूर्वोक्त निषिद्ध 
बस्तुओंका त्याग करे तथा अपनी शक्तिके अनुसार 
भगवान्‌ विष्णुकी प्रसन्नताके लिये कृच्छर आदि ब्रतोंका 
अनुष्ठान करता रहे । गृहस्थ पुरुष रबिवारके दिन सदा ही 
आंवलेके फलका त्याग करे। 

इसी प्रकार माघमें भी ब्रती पुरुष उक्त नियमोंका 
पालन करे और श्रोहरिके समीप झास्रनिहित जागरण भी 
करे! यथोक्त नियमोंके पालनमें लगे हुए कार्तिकन्रत 
करनेवाले मनुष्यको देखकर यमदूत उसी प्रकार भागते 
हैं, जैसे सिंहसे पीड़ित हाथी। भगवान्‌ विष्णुके इस 
न्रतको सौ यज्ञॉकी अपेक्षा भी श्रेष्ठ जानना चाहिये; 
क्योंकि यज्ञ करनेवात्त्र पुरुष स्वर्गलोकको पाता है और 
कार्तिकका ब्रत करनेवाला मनुष्य बैकुण्ठधामको । इस 
पृथ्वीपर भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाले जितने भी क्षेत्र 
हैं, वे सभी कार्तिकका त्रत करनेवाले पुरुषके शरीरमें 
निवास करते हैं। मन, वाणी, शरीर और क्रियाद्वारा 


= अर्खयस्व इचीकेरं यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


होनेवाला जो कुछ भी दुष्कर्म या दुःस्वप्न होता है, वह 
कार्तिक-ब्रतमें लगे हुए पुरुषको देखकर तत्काल नष्ट हो 
जाता है। इन्द्र आदि देवता भगवान्‌ विष्णुकी आज्ञासे 
प्रेरित होकर कार्तिकका ब्रत करनेवाले पुरुषकी निरन्तर 
रक्षा करते रहते है--ठीक उसी तरह, जैसे सेवक 
राजाकी रक्षा करते हैं। जहाँ सबके द्वारा सम्मानित 
चैष्णव-ब्रतका अनुष्ठान करनेवाला पुरुष नित्य निवास 
करता है, वहाँ अह, भूत, पिशाच आदि नहीँ रहते । 
राजन्‌ ! अब मैं कार्तिक-व्रतके अनुष्ठानमें लगे हुए 
पुरुषके लिये उत्तम उद्यापन-विधिका संक्षेपसे वर्णन 
करता हूँ। तुम एकाग्रचित्त होकर सुनो। ब्रती मनुष्य 
कार्तिक शुक्रपक्षकी चतुर्दशीको न्रतकी पूर्ति तथा 
भगवान्‌ विष्णुकी प्रसत्रताके लिये उद्यापन करे। 
तुलसीजीके ऊपर एक सुन्दर मण्डप बनाये, जिसमें चार 
दरवाजे बने हों; उस मण्डपमें सुन्दर बंदनवार लगाकर 
उसे पुष्पमय चँबरसे सुशोभित करे। चारों दरवाजोंपर 
पृथक्‌-पृथक्‌ मिट्टीके चार द्वारपल--पुण्यशील, 
सुशील, जय और विजयकी स्थापना करके उन सबका 
पूजन करे। तुलसीके मूलभागमें वेदीपर सर्वतोभद्र 
मण्डल बनाये, जो चार रंगोंसे रञ्जित होकर सुन्दर 
शोभासम्पन्न और अत्यन्त मनोहर प्रतीत होता हो। 
सर्वतोभद्रके ऊपर पञ्चरल्रयुक्त कलशकी स्थापना करे । 
उसके ऊपर नारियलूका महान्‌ फल रख दे । इस प्रकार 
कलश स्थापित करके उसके ऊपर समुद्रकन्या 
लक्ष्मीजीके साथ राङ्क, चक्र और गदा धारण करनेवाले 
पीताम्बरधारी देवेश्वर श्रीविष्णुकी पूजा करे । सर्वतोभद्रके 
मण्डलमें इन्द्र आदि लोकपालोंका भी पूजन करना 
चाहिये । भगवान्‌ द्वादशीको शयनसे उठे, त्रयोदशीको 
देवताओंने उनका दर्शन किया और चतुर्दशीको सबने 
उनकी पूजा की; इसीलिये इस समय भी उसी तिथिको 
इनकी पूजा की जाती है। उस दिन शान्त एवं शुद्धचित्त 
होकर भक्तिपूर्वक उपघास करना चाहिये तथा आचार्यकी 
आज्ञासे देवदेवेश्वर श्रीविष्णुकी सुवर्णमयी अतिमाका 
खोडशोपचारद्वारा नाना प्रकारके भक्ष्य-भोज्य पदार्थ 
अस्तुत करते हुए पूजन करना चाहिये । रात्रिमें गीत और 


वाद्य आदि माङ्गलिक उत्सवोंके साथ भगवानूके समीप 
जागरण करना चाहिये। जो भगवान्‌ विष्णुके समीप 
जागरणकालमें भक्तिपूर्वक गान करते हैं, वे सौ जन्मोंकी 
पापराशिसे मुक्त हो जाते हैं। भगवान्‌ विष्णुके निमित्त 
जागरणकालमें गीत-वाद्य करनेवालों तथा सहस्र गोदान 
करनेवालोको भी समान फलकी ही प्राप्ति बतलायी गयी 
है। जो रात्रिमें बासुदेवके समक्ष जागरण करते समय 
भगवान्‌ विष्णुके चरित्रोंका पाठ करके वैष्णव पुरुषोंका 
मनोरञ्जन करता है तथा मनमानी बातें नहीं करता, उसे 
प्रतिदिन कोटि तीथेकि सेबनके समान पुण्य प्राप्त होता है । 

रात्रि-जागरणके पश्चात्‌ पूर्णिमाको प्रातःकाल आपनी 
शक्तिके अनुसार तीस या एक सपलीक ब्राह्मणको 
भोजनके लिये निमन्त्रित करे । उस दिन किया हुआ दान, 
होम और जप अक्षय फल देनेवाला माना गया है; अतः 
ब्रती पुरुष खीर आदिके द्वारा ब्राह्मणोंको भलीभांति भोजन 
कराये । 'अतो देवाः' आदि दो मन्त्रोसे देवदेव भगवान्‌ 
विष्णु तथा अन्य देवताओंकी प्रसन्नताके लिये पृथक्‌- 
पृथक्‌ तिल और खीरकी आहुति छोड़े । फिर यथाशक्ति 
दक्षिणा दे उन्हें प्रणाम करे। इसके बाद भगवान्‌ विष्णु, 
देवगण तथा तुलसीका पुनः पूजन करे । कपिला गायकी 
विधिपूर्वक पूजा करे और ब्रतका उपदेश करनेवाले 
सपत्रीक आचार्यका भी वस्ब तथा आभूषणों आदिके द्वारा 
पूजन करे। अन्तमें सब ब्राह्मणोंसे क्षमा-प्रार्थना 
करे--'विप्रवरो ! आपल्ग्रेगोंकी कृपासे देवेश्वर भगवान्‌ 
विष्णु मुझपर सदा प्रसन्न रहें । मैंने गत सात जन्मोमे जो 
पाप किये हों, वे सब इस त्रतके भ्रभावसे नष्ट हो जाये । 
अतिदिन भगवानके पूजनसे मेरे सम्पूर्ण मनोरथ सफल हों 
तथा इस देहका अन्त होनेपर मैं अत्यन्त दुर्लभ 
चैकुण्ठधामको प्राप्त करूँ ।' 

इस प्रकार क्षमायाचना करके ब्राह्मणोंको प्रसन्न 
करनेके पश्चात्‌ उन्हें विदा करे और गौसहित भगवान्‌ 
विष्णुकी सुवर्णमयी प्रतिमा आचार्यको दान कर दे। 
तत्पश्चात्‌ भक्त पुरुष सुहृदों और गुरुजनोंके साथ स्वयं भी 
भोजन करे! कार्तिक हो या माध, उसके लिये ऐसी ही 
विधि बतायी गयी है। जो मनुष्य इस अकार कार्तिके 


उत्तरस्वण्ड ] 


* कार्तिक-ब्रतके नियम और उद्यापनकी विधि » 


७६१ 


उत्तम ब्रतका पालन करता है, वह निष्पाप एवं मुक्त होकर 
भगवान्‌ विष्णुकी समीपता प्राप्त करता है । सम्पूर्ण ब्रतों, 
तीर्थो और दानॉसे जो फल मिलता है, वही इस कार्तिक- 
ब्रतका विधिपूर्वक पालन करनेसे करोड्गुना होकर 
मिलता है। जो कार्तिक-त्रतका अनुष्ठान करते हुए 
भगवान्‌ विष्णुकी भक्तिमें तत्पर होते हैं, वे धन्य हैं, वे 
सदा पूज्य हैं तथा उन्हीके यहाँ सब प्रकारके शुभफलोंका 
उदय होता है। देहमें स्थित हुए पाप उस मनुष्यके भयसे 
काँप उठते हैं और आपसमें कहने लगते है--'अरे ! यह 
तो कार्तिकका व्रत करने लगा, अब हम कहाँ जायेंगे ।' 
जो कार्त्तिक-ब्रतके इन नियमॉको भक्तिपूर्वक सुनता तथा 
वैष्णव पुरुषके आगे इनका वर्णन करता है, वे दोनों ही 
उत्तम ब्रत करनेका फल पाते हैं और उनका दर्शन करनेसे 
मनुष्योंके पापोंका नाश हो जाता है। 
नारदजी कहते हैं--राजन्‌! कार्तिक-्रतके 
उद्यापनमें तुलसीके मूलप्रदेशमें भगवान्‌ विष्णुकी पूजा 
की जाती है; क्योंकि तुलसी उनके लिये अत्यन्त 
प्रीतिदायिनी मानी गयी है। जिसके घरमें तुलसीका 
बगीचा लगा होता है, उसका वह घर तीर्थस्वरूप है। 
वहाँ यमराजके दूत नहीं जाते। तुलसीवन सब पापोंको 
हरनेवाला, पवित्र तथा मनोवाञ्छित भोगोंको देनेवाला 
है। जो श्रेष्ठ मानव तुलसीका वृक्ष लगाते हैं, जे कभी 
यमराजको नहीं देखते । नर्मदाका दर्शन, गङ्गाका स्त्रान 
और तुलसीबनके पास रहना--ये तीनों एक समान माने 
गये है । रोपने, रक्षा करने, सींचने तथा दर्शन और स्पर्श 
करनेसे तुलसी मन, वाणी और शरीरद्वारा किये हुए 
समस्त पापोंको भस्म कर डालती है! जो तुलसीकी 
मझरियोंसे भगवान्‌ विष्णु और शिवकी पूजा करता है, 
वह कभी गर्भमें नहीं आता तथा निश्चय ही मोक्षका 
भागी होता है। पुष्कर आदि तीर्थ, गङ्गा आदि नदियाँ 
तथा वासुदेव आदि देवता--ये सभी तुलसीदलमें 
निवास करते हैं। नृपश्रेष्ठ ! जो तुरसीकी मञ्जरीसे संयुक्त 
होकर प्राणोंका परित्याग करता है, उसे श्रीठिष्णुका 
सायुज्य प्राप्त होता है--यह सत्य है, सत्य है। जो 


शरीरमें तुलसीकी मिट्टी लगाकर मृत्युको प्राप्त होता है, 
बह सैकड़ों पापॉसे युक्त हो तो भी उसकी ओर साक्षात्‌ 
यमराज भी नहीं देख सकते ! जो मनुष्य तुलसीकाष्ठका 
चन्दन लगाता है, उसके शरीरको पाप नहीं छू सकते 
जहाँ-जहाँ तुलसीवनकी छाया हो, वहीं श्राद्ध करना 
चाहिये; क्योंकि वहाँ पितरोके निमित्त दिया हुआ दान 
अक्षय होता है। 

नृपश्रेष्ठ ! जो आँवलेकी छायामें पिण्डदान करता 
है, उसके नरकमें पड़े हुए पितर भी मुक्त हो जाते हैं। 
जो मस्तकपर, हाथमें, मुखमें तथा शरीरके अन्य किसी 
अवयवमें आँबलेका फल धारण करता है, उसे साक्षात्‌ 
श्रीहरिका स्वरूप समझना चाहिये । ऑवला, तुलसी 
और द्वारकाकी मिट्टी (गोपीचन्दन)--ये जिसके 
शरीरमें स्थित हों, वह मनुष्य सदा जीवन्मुक्त कहलाता 
है। जो मनुष्य आँवलेके फल और तुलसीदलसे मिश्रित 
जलके द्वारा स्नान करता है, उसके लिये गङ्गासत्रानका 
फल बताया गया है। जो आँबलेके पत्ते और फलॉसे 
देवताकी पूजा करता है, वह भांति-भाँतिके सुवर्णमय 
पुष्मॉसे पूजा करनेका फल पाता है । कार्तिकमें जब सूर्य 
तुला राशिपर स्थित होते हैं, उस समय समस्त तीर्थ, 
मुनि, देवता और यज्ञ--ये सभी आँवलेके वृक्षका 
आश्रय लेकर रहते हैं। जो द्वादशीको तुलसीदल और 
कार्तिकमें आँवलेका पत्ता तोडता है, वह अत्यन्त निन्दित 
नरकॉमें पड़ता है। जो कार्तिकमें आँबलेकी छायामें 
बैठकर भोजन करता है, उसका वर्षभरका अत्नसंसर्ग- 
जनित दोष दूर हो जाता है। जो मनुष्य कार्तिकमें 
आँक्लेकी जड़में भगवान्‌ विष्णुकी पूजा करता है, उसके 
द्वारा सदा सम्पूर्ण क्षेत्रॉमें श्रीविष्णुका पूजन सम्पन्न हो 
जाता है। जैसे भगवान्‌ विष्णुकी महिमाका पुरा-पूरा 
वर्णन असम्भव है, उसी प्रकार आँवले और तुलसीके 
माहात्म्यका भी वर्णन नहीं हो सकता । जो आँवले और 
लुलसीकी उत्पत्ति-कथाको भक्तिपूर्वक सुनता और 
सुनाता है, वह पापरहित हो आपने पूर्वजोंके साथ श्रेष्ठ 
विमानपर बैठकर स्वर्गलोकमें जाता है। 


क पह तचच 


७६२ 


५ अर्चयस्व हृचीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पदापुराण 


कार्तिक-व्रतके पुण्य-दानसे एक राक्षसीका उद्धार 


राजा पृथुने कहा--मुनिश्रेष्ठ ! कार्तिकका त्रत 
करनेवाले पुरुषके लिये जिस महान्‌ फलकी प्राप्ति बतायी 
गयी है, उसका वर्णन कीजिये। किसने इस व्रतका 
अनुष्ठान किया था ? 

नारदजी छोले--राजन्‌ ! पूर्वकालकी बात हैं, 
सह्य पर्वतपर करबीरपुरमें धर्मदत्त नामके एक धर्मज्ञ 
ब्राह्मण रहते थे, जो भगवान्‌ विष्णुका ब्रत करनेवाले 
तथा भलीभाँति श्रीविष्णु-पूजनमें सर्वदा तत्पर रहनेवाले 
थे! वे द्वादशाक्षर मन्त्रका जप किया करते थे। 
अतिथियोंका सत्कार उन्हें विशेष प्रिय था। एक दिन 
कार्तिक मासमें श्रीहरिके समीप जागरण करनेके लिये वे 
भगवानके मन्दिरकी ओर चले । उस समय एक पहर 
रात बाकी थी । भगवानके पूजनकी सामग्री साथ लिये 
जाते हुए ब्राहाणने मार्गमें देखा, एक राक्षसी आ रही है। 


हुलिया थी । उसे देखकर ब्राह्मण देवता भयसे थर्र उठे । 
सारा शरीर काँपने लगा । उन्होंने साहस करके पूजाकी 
सामग्री तथा जलसे ही उस राक्षसीके ऊपर रोषपूर्वक 
अहार किया । हरिनामका स्मरण करके तुलसीदळमिश्चित 
जलसे उसको मारा था, इसलिये उसका सारा पातक नष्ट 
हो गया। अब उसे अपने पूर्वजन्मके कर्मेकि परिणाम- 
स्वरूप प्राप्त हुई दुर्दशाका स्मरण हो आया। उसमे 
ब्राह्मणको दण्डवत्‌ प्रणाम किया और इस प्रकार कहा-- 
“ब्रह्मन्‌ ! मैं पूर्वजन्मके कर्मोके कुपरिणामचरा इस दशाको 
पहुँची हूँ! अब कैसे मुझे उत्तम गति प्राप्त होगी ?' 


ठ पच्ण एन न राक्षसीको अपने आगे प्रणाम करते तथा पूर्वजन्मके 


किये हुए कर्मोका वर्णन करते देख ब्राह्मणको बड़ा विस्मय 
हुआ । वे उससे इस प्रकार बोले--'किस कर्मके फलसे 
तुम इस दशाको पहुँची हो ? कहाँसे आयी हो ? तुम्हारा 
नाम क्या है ? तथा तुम्हारा आचार-व्यवहार कैसा है ? ये 
सारी बातें मुझे बताओ ।' 


टेढी-मेढी दाढे, 
धैसे हुए लाल-लाल नेत्र, नग्न 
और घर्घर शब्द--यही उसकी 'कलहा ओोली--नहान्‌ ! मेरे पूर्वजन्मकी बात है, 


(लिप 

उसकी आवाज बड़ी डरावनी थी। 
लूपलपाती हुई जीभ, 
शरीर, लंने-लंबे ओठ 


उत्तरखण्ड 3 


० कार्तिक-त्रतके पुण्य-दानसे एक राक्षसीका उद्धार « 


७६३ 


2५४५५८५८५९५५५५ ५०७०५५७५५७ ९०५५५०७७७ ६७५७७५५६५५ ४ ५५४७७३७७७७ ५ ७७३३७७४७०७ ४९५७ ७७७७७६०७७७ ५६३७७७७७५६ १०००७५००००५७०००००००००७००००००००:६९५०२००-९७००००-७००००:१०:००३३,३०००९५०:००५. 


सौराष्ट्र नगरमें भिक्षु नामके एक ब्राह्मण रहते थे। मैं 
उन्हींकी पत्नी थी । मेरा नाम कलहा था । मैं बड़े भयंकर 
स्वभावको स्त्री थी। मैंने वचनसे भी कभी आपने पतिका 
भरु नहीं किया। उन्हें कभी मोठा भोजन नहीं परोसा । 
मैं सदा उनकी आज्ञाका उल्लङ्घन किया करती थी। 
कलह मुझे विशेष प्रिय था। वे ब्राह्मण मुझसे सदा 
उद्ठिम रहा करते थे । अन्ततोगत्वा मेरे पतिने दूसरी स्त्रीसे 
विवाह करनेका बिचार कर लिया। तब मैंने विष खाकर 
अपने प्राण त्याग दिये। फिर यमराजके दूत आये और 
मुझे बाँधकर पीटते हुए यमलोकमें ले गये। यमराजने 
मुझे उपस्थित देख चित्रगुप्तसे पूछा--'चित्रगुप्त ! देखो 
तो सही, इसने केसा कर्म किया है ? इसे शुभकर्मका 
फल मिलेगा या अशुभकर्मका ?' 


be yl i हत्या 
बटर 
न 


चित्रशुप्तने कहा-- धर्मराज ! इसने तो कोई भी 
शुभकर्म नहीं किया है । यह स्वयं मिठाइयाँ उडाती थी 
और अपने स्वामीको उसमेंसे कुछ भी नहीं देती थी। 
अतः बल्गुली (चमगादर) की योनिमें जन्म लेकर यह 
अपनी विष्ठा खाती हुई जीवन धारण करे। इसने सदा 
अपने स्वामीसे द्वेष किया है तथा सर्वदा कलहमें ही 


जे होऊँगी ? 


इसकी प्रवृत्ति रही: है; इसलिये यह शूकरीकी योनिमें 
जन्म ले विष्ठाका भोजन करती हुई समय व्यतीत करे। 
जिस बर्तनमें भोजन बनाया जाता है, उसीमें यह हमेशा 
खाया करती थी; अतः उस दोषके प्रभावसे यह अपनी 
ही संतानका भक्षण करनेवाली बिल्ली हो । तथा अपने 
स्वामीको निमित्त बनाकर इसने आत्मघात किया है, अतः 
यह अत्यन्त निन्दनीय स्त्री कुछ काळतक प्रेत-झारीरमें भी 
निवास करे । दूतोंके साथ इसको यहाँसे मरुप्रदेशमें भेज 
देना चाहिये । वहाँ चिरकालतक यह प्रेतका शरीर धारण 
करके रहे। इसके बाद यह पापिनी तीन योनियोंका भी 
कष्ट भोगेगी । 

'कलहा कहती है- विप्रवर ! मैं बही पापिनी 
कलहा हूँ, प्रेतके शरीरमें आये मुझे पाँच सौ वर्ष व्यतीत 
हो गये। मैं सदा ही आपने कर्मसे दुःखित तथा 
भूख-प्याससे पीड़ित रहा करती हूँ। एक दिन भूखसे 


9 पीड़ित होकर मैंने एक बनियेके शारीरमें प्रवेश किया और 


उसके साथ दक्षिण देशमें कृष्णा और वेणीके सङ्गमपर 
आयी । आनेपर ज्यों ही सङ्गमके किनारे खड़ी हुई, त्यो 
ही उस बनियेके शरीरसे भगवान्‌ शिव और विष्णुके 
पार्षद निकले और उन्होंने मुझे बलपूर्वक दूर भगा 
दिया । ट्विजश्रेष्ठ ! तबसे मैं भूखका कष्ट सहन करती हुई 
इधर-उधर घूम रही थी । इतनेमें ही आपके ऊपर मेरी 
दृष्टि पड़ी। आपके हाथसे तुलसीमिश्रित जलका संसर्ग 
पाकर अब मेरे पाप नष्ट हो गये । विप्रवर ! मुझपर कृपा 
कीजिये और बताइये, मैं इस प्रेत-शरीरसे और भविष्यमें 
प्राप्त होनेवाली भयेकर तीन योनियोंसे किस प्रकार मुक्त 


नारदजी कहते हैं--कलहाके ये वचन सुनकर 
द्विजश्रेष्ठ धर्मदत्तको उसके कर्मेकि परिणामका विचार 
करके बड़ा विस्मय और दुःख हुआ। उसकी ग्लानि 
देखकर उनका हृदय करुणासे द्रवित हो उठा । वे बहुत 
देरतक सोच-विचारकर खेदके साथ बोले-- 
धर्मदत्तने कहा--तीर्थ, दान और प्रत आदि शुभ 
साधर्नेके द्वारा पाप नष्ट होते हैं; किन्तु तुम इस समय 
श्रेतके शरीरमें स्थित हो, अतः उन शुभ कर्मोमें तुम्हारा 


उदे 


० अर्चयस्व हवीकेशो यदीच्छस्रि परं पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


अधिकार नहीं है । तथापि तुम्हारी ग्लानि देखकर मेरे मनमें 
बड़ा दुःख हो रहा है । तुम दुःखिनी हो, तुम्हारा उद्धार किये 
बिना मेरे चित्तको शान्ति नहीं मिलेगी; अतः मैंने जन्मसे 
लेकर आजतक जो कार्तिक-ब्रतका अनुष्ठान किया है, 
उसका आधा पुण्य लेकर तुम उत्तम गतिको प्राप्त होओ। 
'यों कहकर धर्मदत्तने द्वादशाक्षर मन्त्रका श्रवण 
कराते हुए तुलसौमिश्रित जलसे ज्यों ही उसका अभिषेक 
किया, त्यों ही बह प्रेत-शरीरसे मुक्त हो दिव्यरूपधारिणी 
देवी हो गयी। धधकती हुई आगकी ज्वालाके समान 
तेजस्विनी दिखायी देने लगी । लावण्यसे तो बह ऐसी 


जान पड़ती थी, मानो साक्षात्‌ लक्ष्मी हौं । तदनन्तर उसने 
भूमिपर मस्तक टेककर ब्राह्मणदेवताको प्रणाम किया 
और आनन्दविभोर हो गद्गदवाणीमे कहा-- 
'द्विजशरेष्ठ ! आपकी कृपासे मैं नरकसे छुटकारा पा 
गयी ! मैं पापके समुद्रमें डून रही थी, आप मेरे लिये 
नौकाके समान हो गये 
बह इस प्रकार ब्राह्मणदेवसे वार्तालाप कर ही रही थी 
कि आकाशसे एक तेजस्वी बिमान उतरता दिखायी दिया । 


वह श्रीविष्णुके समान रूप घारण करनेवाले पार्षदोंसे युक्त 
था। पास आनेपर विमानके द्वारपर खड़े हुए पुण्यशील 
और सुशील नामक पार्षदोने उस देवीको विमानपर चढ़ा 
लिया । उस समय उस विमानको देखकर घर्मदत्तको बड़ा 
विस्मय हुआ । उन्होंने श्रीविष्णुरूपधारी पार्षदोका दर्शन 
करके उन्हें साष्टाङ्ग प्रणाम किया । ब्राह्मणको प्रणाम करते 
देख पुण्यशील और सुशीरूने उन्हें उठाया और उनकी 
प्रशंसा करते हुए यह धर्मयुक्त वचन कहा । 

दोनों पार्षद खोल्े--द्विजश्रेष्ठ ! तुम्हें धन्यवाद 
है। क्योंकि तुम सदा भगवान्‌ विष्णुकी आराधनामें 


4. संलग्न रहते हो । दीनॉपर दया करनेका तुम्हारा स्वभाव 


है। तुम धर्मात्मा और श्रीविष्णुत्रतका अनुष्ठान करनेवाले 
हो। तुमने बचपनसे लेकर अबतक जो कल्याणमय 
कार्तिकका व्रत किया है, उसके आधेका दान करके दूना 
पुण्य प्राप्त कर लिया है । तुम बड़े दयालु हो, तुम्हारे द्वारा 
दान किये हुए कार्तिक-ब्रतके अङ्गभूत तुलसीपूजम 
आदि शुभ कमेकि फलसे यह खी आज भगवान्‌ 
विष्णुके समीप जा रही है। तुम भी इस शरीरका अन्त 
होनेपर अपनी दोनों पत्नियोंके साथ भगवान्‌ विष्णुके 


k चैकुण्ठधाममें जाओगे और उन्हीके समान रूप 'बारण 


करके सदा उनके समीपं निवास करोगे । घर्मदत्त ! जिन 
लोगेनि तुम्हारी ही भाँति श्रीविष्णुकी भक्तिपूर्वक 
आराधना की है, वे धन्य और कृतकृत्य हैं; तथा संसारमें 
उन्हींका जन्म लेना सार्थक है । जिन्होंने पूर्वकालमें रजा 
उत्तानपादके पुत्र धुवको ध्रुनपदपर स्थापित किया था, 
उन श्रीविष्णुकी यदि भलीभाँति आराधना की जाय तो वे 
आणियोंको क्या नहीं दे डालते। भगवानके नामॉंका 
स्मरण करने मात्रसे देहधारी जीव सद्गतिको प्राप्त हो 
जाते हैं । पूर्वकालमें जन गजराजको ग्राहने पकड़ लिया 
था, उस समय उसने श्रीहरिकि नामस्मरणसे ही संकटसे 
छुटकारा पाकर भगवानकी समीपता आप्त की थी और 
बही अन भगवानका “जय' नामसे प्रसिद्ध पार्षद है । 
तुमने भी श्रीहरिकी आराधना की है, अतः वे तुम्हें अपने 
समीप अवश्य स्थान देंगे। 


न + = 


उत्तरस्तण्ड ] 


» कार्तिक-माहात्प्यके प्रसङ्गमे राजा सोल और विष्णुदासकी कमा + 


७६५ 


2५४४४५७७५५५५०७०५४%०4४७ ७७७५४७३७७७ ७७३७३६५७७३ ४७७७३७७७७७ ३७७७४७७ %०७»०५४०:७2०»&»93&59*+ 99520. 


'कार्तिक-माहात्म्यके प्रसड़में राजा चोळ और विष्णुदासकी कथा 


नारदजी कहते हैं--इस प्रकार विष्णुपार्षदोंके 
वचन सुनकर धर्मदत्तको बड़ा आश्चर्य हुआ, वे उन्हें 
साष्टाङ्ग प्रणाम करके बोले--'प्रायः सभी लोग भक्तोंका 
कष्ट दूर करनेवाले श्रीविष्णुकी यज्ञ, दान, व्रत, 
तीर्थसेवन और तपस्याओकि द्वारा विधिपूर्वक आराधना 
करते हैं; उन समस्त साधनोंमें कौन-सा ऐसा साधन है, 
जो श्रीविष्णुको प्रीतिकारक तथा उनके सामीष्यकी प्राप्ति 
करानेबाला है? किस साधनका अनुष्ठान करनेसे 
उपर्युक्त सभी साधनोंका अनुष्ठान स्वतः हो जाता है ? 

दोनों पार्षदोंने कहा--त्रह्मन्‌ ! तुमने बहुत उत्तम 
बात पूछी है; अब एकाग्रचित्त होकर सुनो, हम 


इतिहाससहित प्राचीन वृत्तान्तका वर्णन करते हैं । पहले | 6 


काझपुरीमें चोल नामक एक चक्रवर्ती राजा हो गये है; 
उनके अधीन जितने देश थे वे भी चोल नामसे ही 
विख्यात हुए। राजा चोल जब इस भूमण्डलका शासन 
करते थे, उस समय कोई भी मनुष्य दरिद्र, दुःखी, पापमें 
मन लगानेवाला अथवा रोगी नहीं था । उन्होंने इतने यज्ञ 
किये थे, जिनकी कोई गणना नहीं हो सकती । उनके 
यज्ञॉके सुवर्णमय एवं शोभाशाली यूपॉसे भरे हुए 
ताम्रपर्णी नदीके दोनों किनारे चैत्ररथ बनके समान 
सुशोभित होते थे। एक समयकी बात है, राजा चोल 
“अनन्तशञयन' नामक तीर्थमें गये, जहाँ जगदीश्वर 
विष्णु योगनिद्राका आश्रय ले सो रहे थे! यहाँ 
'लक्ष्मीरमण भगवान्‌ श्रीविष्णुके दिव्य विग्रहकी राजाने 
विधिपूर्वक पूजा की । मणि, मोती तथा सुवर्णके बने हुए 
सुन्दर फूलोंसे पूजन करके उन्होंने भगवानको साष्टाङ्ग 
प्रणाम किया । प्रणाम करके वे ज्यों ही बैठे, उसी समय 
उनकी दृष्टि भगवानके पास आते हुए एक ब्राह्मणपर 
पड़ी, जो उन्हींकी काझीनगरीके निवासी थे। उनका नाम 
विष्णुदास था । वे भगवानकी पूजाके लिये अपने हाथमें 
तुलसीदल और जळ लिये हुए थे। निकट आनेपर उन 
बरहम्षिने विष्णुसूक्तका पाठ करते हुए देवदेव भगवानको 


पूजा की । राजा चोलने जो पहले रलोंसे भगवानको पूजा 
की थी, वह-सब तुल्सी-पूजासे ढक गयी। यह देख 
विष्णुदास ! मैंने मणियों 


राजा कुपित होकर 


| अल्प दे | 
तथा सुवर्णसे भगवानकी पूजा की थी, वह कितनी शोभा 
पा रही थी ! किन्तु तुमने तुलसीदल चढ़ाकर सब ढक 
दी। बताओ, ऐसा क्यों किया ? मुझे तो ऐसा जान पड़ता 
है, तुम बड़े मूर्ख हो; भगवान्‌ विष्णुकी भक्तिको 
बिलकुल नहीं जानते। तभी तो तुम अत्यन्त सुम्दर 
सजी-सजायी पूजाको पत्तोंसे ढके जा रहे हो । तुम्हारे इस 
नर्तानपर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है।' 

विष्णुदास बोले--राजन्‌! आपको भक्तिका 
कुछ भी पता नहीं है, केवल राजलक्ष्मीके कारण आप 
घमंड कर रहे हैं। बताइये तो, आजसे पहले आपने 
कितने वैष्णव ब्रतोंका पालन किया है? 

राजाने कहा--नब्राह्मण ! यदि तुम विष्णुभक्तिसे 
अत्यन्त गर्वमें आकर ऐसी बात करते हो तो बताओ, 


स्नान कराया और तुलसीकी मञ्जरी तथा पत्तोंसे विधिवत्‌ तुममें कितनी भक्ति है ? तुम तो दरिद्र हो, निर्धन हो। 


७६८६ 


» अर्चयस्वं हवीकेश यदीच्छसि धरं पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


22०००९७०९०००७३०:९०००००००७७७००७०००००००३:००-५०५०-९७०००००७७०७७७००७७०७०००००००७००:७७२७-०७००५०:०९३३०:००:३००:७०७०७७७००५५०००७. 


सुमने श्रोविष्णुको संतुष्ट करनेवाले यज्ञ और दान आदि 
कभी नहीं किये हैं तथा पहले कहीं कोई देवालय भी 
नहीं बनवाया है। ऐसी दशामें भी तुम्हें अपनी भक्तिका 
इतना घमंड है ! अच्छा, तो आज यहाँ जितने भी श्रेष्ठ 
आह्ण उपस्थित हैं, जे सभी कान खोलकर मेरी बात सुन 
छेँ। देखना है, मै पहले भगवान्‌ विष्णुका दर्शन पाता हूँ 
या यह; इससे लोगोंको स्वयं ही ज्ञात हो जायगा कि हम 
किसमें कितनी भक्ति है। 

दोनों पार्षद जोळे--ब्रह्मन्‌ ! यह कहकर राजा 
चोल अपने राजभवनको चले गये और उन्होंने महर्षि 
मुद्गलको आचार्य बनाकर वैष्णव-यज्ञका अनुष्ठान 


एकत्रित हुआ! नहुत-सा अन्न खर्च किया गया और 
अचुर दक्षिणा बाँटी गयी । जैसे पूर्वकालमें गयाक्षेत्रके 
भीतर ब्रहाजीने समृद्धिशाली यज्ञका अनुष्ठान किया था, 
उसी प्रकार राजा चोलने भी महान्‌ यज्ञ आरम्भ किया । 
उधर विष्णुदास भी वहीं भगवानक्ते मन्दिरमें ठहर गये 
और श्रीविष्णुको सन्तुष्ट करनेवाले शास्त्रोक्त नियमोंका 
भलीभाँति पालन करते हुए सदा ही व्रतका अनुष्ठान 


करने लगे। माघ और कार्तिकके व्रत, तुलसीके 
बगीचेका भलीभाँति पालन, एकादशीका त्रत, द्वादशाक्षर 
मन्त्रका जप तथा गीत-नृत्य आदि माङ्गलिक उत्सवोंके 
साथ षोडशोपचारद्वारा प्रतिदिन श्रीविष्णुकी पूजा--यही 
उनकी जीवनचर्या थी । वे इन्हीं ब्रतोका पालन करते थे। 
चलते, खाते और सोते समय भी उन्हें निरन्तर 
औविष्णुका स्मरण बना रहता था। वे समदर्शी थे और 
सम्पूर्ण आणियोंमें भगवान्‌ विष्णुको स्थित देखते थे। 
ज ल पदन 


उन्होंने भगवान्‌ विष्णुके 
विधिसहित माघ और कार्तिकके विशेष-विशेष 
नियमोंका भी सर्वदा पालन किया । इस प्रकार राजा 
चोल और विष्णुदास दोनों ही भगवान्‌ विष्णुकी 
आराधना करने लगे । दोनों ही अपने-अपने ब्रतमें स्थित 
रहते थे, दोनोंकी ही इन्द्रियाँ और दोनोंके ही कर्म 
भगवानमें ही केन्द्रित थे। 

एक दिनकी बात है, विष्णुदासने नित्यकर्म करनेके 
पश्चात्‌ भोजन तैयार किया; किन्तु उसे किसीने चुरा 
लिया। चुरानेवालेपर किसीकी दृष्टि नहीं पड़ी। 
विष्णुदासने देखा, भोजन गाथन है; फिर भी उन्हेनि 


उत्तरस्वण्ड ] 


» कार्तिक-माहात्प्यके प्रसड्रमें राजा चोल और विष्णुदासकी कथा « 


७६७ 


दुबारा भोजन नहीं बनाया; क्योंकि ऐसा करनेपर 
सार्यकालकी पूजाके लिये अवकाश नहीं मिलता, अतः 
अतिदिनके नियमके भंग हो जानेका भय था। दूसरे दिन 
उसी समयपर भोजन बनाकर दे ज्यों ही भगवान्‌ 
विष्णुको भोग लगानेके लिये गये, त्यों ही कोई आकर 
फिर सारा भोजन हड़प ले गया। इस प्रकार लगातार 
सात दिनोंतक कोई आ-आकर उनके भोजनका अपहरण 
करता रहा | इससे विष्णुदासको बड़ा विस्मय हुआ। चे 
मन-ही-मन इस प्रकार बिचार करने लगे--'अहो ! यह 
कौन प्रतिदिन आकर मेरी रसोई चुरा ले जाता है? मैं 
क्षेत्र-संन्यास ले चुका हूँ, अतः अन किसी तरह इस 
स्थानका परित्याग नहीं कर सकता । यदि दुबारा बनाकर 
भोजन करूँ तो सायंकालकी यह पूजा कैसे छोड़ दूँ। 
कोई-सा भी पाक बनाकर मै तुरंत भोजन तो करूँगा ही 
नहीँ; क्योंकि जनतक सारी सामग्री भगवान्‌ विष्णुको 
निबेदन न कर लूँ तबतक मैं भोजन नहीं करता । 
प्रतिदिन उपवास करनेसे मैं इस ब्रतकी समाप्तितक 
जीवित कैसे रह सकता हूँ। अच्छा, आज मैं रसोईकी 
भलीभाँति रक्षा करूँगा । 


यों सोचकर भोजन बनानेके पश्चात्‌ ठे जहीं कहीं 
छिपकर खड़े हो गये । इतनेमें ही एक चाण्डाल दिखायी 
दिया, जो रसोईका अन्न हड़प ले जानेको तैयार खड़ा 
था। भूखके मारे उसका सारा शरीर दुर्बल हो रहा था, 
मुखपर दीनता छा रही थी, शरीरमें हाड और चामके 
सिवा और कुछ बाकी नहीं बचा था। उसे देखकर श्रेष्ठ 
ब्राह्मण विष्णुदासका हृदय करुणासे व्यथित हो उठा! 
उन्होंने भोजन लेकर जाते हुए चाण्डालपर दृष्टि डाली 
और कहा--'भैया ! जरा ठहरो, ठहरो। क्यों रूखा- 
सूखा खाते हो। यह घी तो ले स्त्रे।' इस तरह बोलते 
हुए विप्रवर विष्णुदासको आते देख चाण्डाल बड़े बेगसे 
भागा और भयसे मूर्च्छित होकर गिर पड़ा । चाण्डाळको 
भयभीत और मूर्च्छित देख द्विजश्रेष्ठ विष्णुदास वेगसे 
चलकर उसके पास पहुँचे और करुणावश अपने वस्त्रके 
किनारेसे उसको हवा करने लगे। तदनन्तर जब वह 
उठकर खड़ा हुआ तो बिष्णुदासने देखा--वह चाण्डाल 
नहीं, साक्षात्‌ भगवान्‌ नारयण ही शङ्ख, चक्र और गदा 


धारण किये सामने विराजमान हैं । कटिमें पीताम्बर, चार 
भुजाएँ, हृदयमें श्रीवत्सका चिह्न तथा मस्तकपर किरीट 


७६८ 


* अर्चयस्व हषीकेश यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


शोभा पा रहे हैं। अलसीके फूलकी भाँति श्यामसुन्दर 
झरीर और कौस्तुभमणिसे जगमगाते हुए वक्षःस्थलकी 
अपूर्व शोभा हो रही है। अपने प्रभुको प्रत्यक्ष देखकर 
द्विजश्रेष्ठ विष्णुदास सास्विक' भावोंके वशीभूत हो गये । 
बे स्तुति और नमस्कार करनेमें भी समर्थ न हो सके। 
उस समय वहाँ इन्द्र आदि देवता भी आ पहुँचे । गन्धर्व 
और अप्सरा गाने और नाचने लगीं । वह स्थान सैकड़ों 
विमानॉंसे भर गया और देवर्षियोके समुदायसे सुशोभित 
होने लगा। चारों ओर गीत और वाद्योंकी ध्वनि छा 
गायी। तन भगवान्‌ विष्णुने सात्त्विक ब्रतका पालन 
करनेवाले अपने भक्त बिष्णुदासको छातीसे लगा लिया 
और उन्हें अपने-ही-जैसा रूप देकर बे वैकुण्ठधामको 
ले चले। उस समय यज्ञमें दीक्षित हुए राजा चोलने 
देखा, विष्णुदास एक सुन्दर विमानपर बैठकर भगवान्‌ 
विष्णुके समीप जा रहे हैं। विष्णुदासको वैकुण्ठधाममें 
जाते देख राजाने तुरंत ही अपने गुरु महर्षि मुद्गलको 


|; कु 


बुलाया और इस प्रकार कहना आरम्भ किया ! 

राजा बोले--जिसके साथ स्त्रग-डाँट होनेके 
कारण मैंने यह यश-दान आदि कर्मका अनुष्ठान किया 
है, वह ब्राह्मण आज भगवान्‌ विष्णुका रूप धारण करके 
मुझसे पहले ही वैकुण्ठघाममें जा रहा है। मैंने इस 
वैष्णवयागर्मे भलीभाँति दीक्षित होकर अग्निमें हवन 
किया और दान आदिके द्वारा ब्राह्मणोंका मनोरथ पूर्ण 
किया; तथापि अभीतक भगवान्‌ मुझपर प्रसन्न नहीं हुए 
और इस ब्राह्मणको केबल भक्तिके ही कारण श्रीहरिने 
प्रत्यक्ष दर्शन दिया है। अतः जान पड़ता है, भगवान्‌ 
विष्णु केवल दान और यज्ञोंसे प्रसन्न नहीं होते। उन 
प्रभुका दर्शन करानेमें भक्ति ही प्रधान कारण है। 

दोनों पार्षद कहते हैं---यों कहकर राजाने अपने 
भानजेको राज्यसिंहासनपर अभिषिक्त कर दिया। वे 
बचपनसे ही यज्ञकी दीक्षा लेकर उसीमें संलग्म रहते थे, 
इसलिये उन्हें कोई पुत्र नहीं हुआ। यही कारण है कि 
उस देशमें अबतक भानजे ही सदा राज्यके उत्तराधिकारी 
होते हैं। वे सब-के-सब राजा चोलके द्वारा स्थापित 
आचारका ही पालन करते हैं। भानजेको राज्य देनेके 
पश्चात्‌ राजा यज्ञजञालामें गये और यज्ञकुण्डके सामने 
खड़े होकर श्रीविष्णुको सम्बोधित करते हुए तीन बार 
उच्चस्वरसे निम्नाद्धित घचन बोले--'भगवान्‌ विष्णु ! 
आप मुझे मन, वाणी, शरीर और क्रियाद्वारा स्थिर भक्ति 
प्रदान कीजिये।' यों कहकर वे सबके देखते-देखते 
अग्निमें कूद पड़े। उस समय मुद्गल मुनिने क्रोधमें 
आकर अपनी शिखा उखाड़ डाली । तभीसे आजतक 
उस गोत्रमें उत्पन्न होनेवाले समस्त मुद्गल ब्राह्मण बिना 
शिखाके ही रहते हैं। राजा ज्यों ही अभिकुप्डमें कूदे, 
उसी समय भक्तवत्सल भगवान्‌ विष्णु प्रकट हो गये 


है और उन्होंने राजाको छातीसे लगाकर एक श्रेष्ठ विमानपर 


बिठाया; फिर अपने ही समान रूप देकर उन देवेश्वरने 
देवताऑसहित बैकुण्ठ-धामको प्रस्थान किया। उक्त 


१-प्रेमकी अगाढ़ावस्थामें होनेवाले आठ प्रकारके अङ्ग-विकारको, जो सत्त्वगुणकी म्रेरणासे प्रकट होते है, सात्त्विक भाव कहते 
हैं। उनके नाम ये हैं--स्तम्भ, खेद, रोमाछ, स्वरभङ्ग, कम्प, विवर्णता, आँसू और प्रलय । 


उत्तरखण्ड ] 


» पुण्यात्माओंके संसर्गसे पुण्यकी प्राप्तिके प्रसंगमें धनेश्वर ब्राहाणकी कथा + 


७६२९. 


दोनों भक्तोंमें जो विष्णुदास थे, वे तो पुण्यशील नामसे 


> 


ठी दे 
॥ शे > 


असिद्ध भगवानके पार्षद हुए तथा जो राजा चोल थे, 
उनका नाम सुशील हुआ.। हम वे ही दोनों हैं। 
लक्ष्मीजीके प्रियतम श्रीहरिने हमें अपने समान रूप देकर 
आपना द्वारपाल बना लिया है। 

इसलिये धर्मज्ञ ब्राह्मण ! तुम भी सदा भगवान्‌ 
विष्णुके ब्रतमें स्थित रहो । मात्सर्य और दम्भका परित्याग 


करके सर्वत्र समान दृष्टि रखो । तुला, मकर और मेषकी 
संक्रान्तिमें सदा प्रातःस्रान किया करो । एकादशीके ब्रतमें 
लगे रहो और तुलसीवनकी रक्षा करते रहो । ब्राह्मणों, 
गौओ तथा बैष्णवॉकी सदा ही सेना करो | मसूर, काँजी 
और बैंगन खाना छोड़ दो । धर्मदत्त ! ऐसा करनेसे तुम 
भी शरीरका अन्त होनेपर श्रीविष्णुके परमपदको प्राप्त 
करोगे। जैसे हमलोगेनि भगवान्‌की भक्तिसे ही उन्हें 
पाया है, उसी प्रकार तुम भी उन्हें प्राप्त कर लोगे । तुमने 


हे १ जन्मसे लेकर अबतक जो श्रीविष्णुको संतुष्ट करनेवाला 


यह ब्रत किया है, इससे यज्ञ, दान और तीर्थ भी बड़े 
नहीं हैं। विप्रवर ! तुम धन्य हो; क्योंकि तुमने जगढुरु 
भगवान्‌ श्रीविष्णुको प्रसन्न करनेवाले इस ब्रतका 
अनुष्ठान किया है; जिसके एक भागका पुण्य पाकर ही 
प्रेतयोनिमें पड़ी हुई कलहा मुक्त हो गयी । अन हमलोग 
इसे भगवान्‌ विष्णुके लोकमें ले जा रहे हैं। 

नारदजी कहते हैं--राजन्‌ ! इस प्रकार विमानपर 
बैठे हुए विष्णुके दूतोनि धर्मदत्तको उपदेश देकर कलहाके 
साथ बैकुण्ठधामकी यात्रा की । तत्पश्चात्‌ धर्मदत्त भी पूर्ण 
विश्वासके साथ उस त्रतमें लगे रहे और शरीरका अन्त 
होनेपर आपनी दोनों पत्रियोके साथ बे भगवानके 
परमधामको चले गये । जो पुरुष इस प्राचीन इतिहासको 
सुनता और सुनाता है, बह जगदगुरु भगवानकी कृपासे 
उनका सान्निध्य प्राप्त करानेवाली उत्तम गति पाता है । 


—— k= 
पुण्यात्माओंके संसर्गसे पुण्यकी प्राप्तिके ध्रसंगमें धनेश्वर ब्राह्मणकी कथा 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं--प्रिये ! यह कथा 
सुनकर राजा पृथुके मनमें बड़ा आश्चर्य हुआ । उन्होने 
भक्तिपूर्वक देवर्षि नारदका पूजन करनेके पश्चात्‌ उन्हें 
विदा किया। इसलिये माघस्लान, कार्तिकस्रान तथा 
एकादशी--ये तीनों ब्रत मुझे अत्यन्त प्रिय हैं। 
अनस्पतियोंमें तुलसी, महीनोंमें कार्तिक, तिथियोंमें 
एकादशी तथा पुण्य-क्षतरॉमें द्वारकापुरी मुझे विशेष प्रिय 


हैं।* जो अपनी इन्द्रियोंको संयममें रखकर इन सबका 
सेवन करता है, वह मुझे बहुत ही प्रिय होता है। यज्ञ 
आदिके द्वारा भी कोई मेरा ऐसा प्रिय महीं हो सकता, 
जैसा कि पूर्वोक्त चारोंके सेवनसे होता है । 
सत्यभामा बोलीं--नाथ ! आपने मुझे जो कथा 
सुनायी है, वह बड़े ही आश्चर्यमें डालनेवाली है; क्योंकि 
कलहा दूसरेके दिये हुए पुण्यसे ही मुक्ति पा गयी । इस 


क यनस्पतीनां तुलसी मासानां कार्तिकः भ्रियः। एकादशी तिथीनां च क्षेत्राणां द्वारका मम ॥ (११४ । ३) 


७७० 


* अर्चयस्व ह्षीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त ग्रपुराण 


कार्तिक मासका ऐसा प्रभाव है और यह आपको इतना 
प्रिय है कि इसमें किये हुए स्त्रान-दानसे कलहाके 
पतिद्रोह आदि पाप भी नष्ट हो गये । प्रभो ! जो दूसरेका 
किया हुआ पुण्य है, बह उसके देनेसे तो मिल जाता है; 
किन्तु बिना दिया हुआ पुण्य मनुष्य किस मार्गसे पा 
सकता है ? 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--प्रिये ! सत्ययुग, 
त्रेता और द्वापरमें देश, प्राम और कुल भी मनुष्यके किये 
हुए पुण्य और पापके भागी होते हैं; परन्तु कलियुगमें 
केबल कर्ताको ही पुण्य और पापका फल भोगना पड़ता 
है। पढानेसे, यज्ञ करानेसे अथवा एक पंक्तिमें बैठकर 
भोजन करनेसे भी मनुष्य दूसरोंके पुण्य और पापका 
चौथाई भाग परोक्षरूपसे पा छेता है। एक आसनपर 
बैठने, एक सवारीपर चलने, श्वासका स्पर्श होने और 
परस्पर अङ्ग सट जानेसे भी निश्चय ही पुण्य-पापके छठे 
अंशका फलभागी होना पड़ता है। स्पर्श करनेसे, 
बातचीत करनेसे तथा दूसरेकी स्तुति करनेसे भी मानव 
पुण्य-पापके दशमांशकों ग्रहण करता है । देखनेसे, नास 
सुननेसे तथा मनके द्वारा चिन्तन करनेसे दूसरेके 
पुण्य-पापका शताँश भाग प्राप्त होता है। जो दूसरेकी 
निन्दा करता, चुगली खाता और उसे धिक्कार देता है, बह 
उसके किये हुए पातकको स्वयं लेकर बदलेमें अपने 
पुण्यको देता है।* एक पड्क्तिमें बैठकर भोजन 
करनेवाले लोगोंमेंसे जो किसीको परोसनेमें छोड़ देता है, 
उसके पुण्यका छठा भाग उस छोडे हुए व्यक्तिको मिल 
जाता है। जो स्नान और सम्ध्या आदि करते समय 
किसीको छूता या उससे बातचीत करता है, उसे अपने 
कर्मजनित पुण्यके छठे अंशको उस व्यक्तिके लिये 
निश्चय ही देना पड़ता है। † जो घर्मके उद्देश्यसे दूसरे 
मनुष्यसे थनकी याचना करता है, उसके पुण्य-कर्मके 
फलको धन देनेबाल व्यक्ति भी पाता है । जो दूसरेका 
धन चुराकर पुण्य-कर्म करता है, उसका फल धनीको ही 


मिळता है, कर्म करनेबालेको नहीं । जो मनुष्य दूसरेका 
ऋण चुकाये बिना ही मर जाता है, उसके पुण्यको धनी 
मनुष्य अपने धनके अनुसार बाँट लेता है ! कर्म करनेकी 
सलाह देनेबाळा, अनुमोदन करनेवाला, सामग्री जुराने- 
बाला तथा बलसे सहायता करनेवाल्म पुरुष भी पुण्य- 
पापके छठे अंशको पा लेता है। राजा अपनी प्रजासे, 
गुरू झिष्यसे, पति अपनी पलीसे तथा पिता अपने पुत्रसे 
उसके पुण्य-पापका छठा अंश प्राप्त करता है। स्त्री भी 
यदि सदा अपने पतिके मनके अनुसार चले और सदा 
उसे संतोष देनेवाली हो तो वह पतिके पुण्यका आधा 
भाग प्राप्त करती है। स्वयं धन देकर आपने नौकर या 
पुत्रके अतिरिक्त किसी भी दूसरेके हाथसे दान करानेवाले 
पुरुषके पुण्य-कर्मोके छठे भागको कर्ता ले लेता है। 
वृत्ति देनेवाला पुरुष वृत्तिभोगीके पुण्यका छठा अंश ले 
लेता है; किन्तु यदि उसके बदलेमें उसने अपनी या 
दूसरेकी सेवा न करायी हो, तभी उसे लेनेका अधिकारी 
होता है। इस प्रकार दूसरोंके किये हुए पुण्य और पाप 
बिना दिये भी सदा आते रहते हैं। इस विषयमें एक 
प्राचीन इतिहास है, जो बहुत ही उत्तम और पुण्यमयी 
बुद्धि प्रदान करनेवाल्त्र है, उसे सुनो । 

पूर्वकाललकी बात है, अवन्तीपुरीमें धनेश्वर नामक 
एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मणोचित कर्मसे भ्रष्ट, 
पापपरायण और खोरी बुद्धिबाला था, रस, कम्बल और 
चमड़ा आदि बेचकर तथा झूठ बोलकर वह जीविका 
चलाता था। उसका मन चोरी, वेश्यागमन, मदिरापान 
और जुए आदिमें सदा आसक्त रहता था । एक बार वह 
खरीद-बिक्रीके कामसे देशा-देशान्तरमें भ्रमण करता 
हुआ माहिष्मतीपुरीमें जा पहुँचा, जिसकी चहारदीवारीसे 
सटकर बहनेवाली पापनाशिनी नर्मदा सदा सुशोभित 
होती रहती है। वहाँ कार्तिकका व्रत करनेवाले बहुत-से 
मनुष्य अनेक गाँवोंसे ख़ान करनेके लिये आये थे। 
घनेश्वरने उन सबको देखा । कितने ही ब्राह्मण स्नान 


+ परस्य निन्दां पैशुन्यं धिक्कारं च करोति यः | तत्कृतं पातकं प्राप्य स्वपुण्यं प्रददाति सः ॥ (९१४ । १७) 
+ स्ानसन्ध्यादिकं कुर्वन्‌ यः स्पृशेद्धा अभाषते। स॒ कर्मपुण्यषष्ठाशं दद्यात्तस्मै सुनिश्चितम्‌ ॥ (११४ । २१) 


उत्तरखण्ड ] 


* पुण्यात्माओंके संसर्गसे पुण्यकी श्राप्तिके प्रसंभमें धनेश्वर ग्राह्मणकी कथा + 


७७१ 


करके यज्ञ तथा देव-पूजनमें लगे थे। कुछ लोग 
पुराणोंका पाठ करते और कुछ लोग सुनते थे। कितने 


ळून 


ही भक्त नाच, गान, दान और वाद्यके द्वारा भगवान्‌ 
विष्णुकी स्तुतिमें संलग्न थे । धनेश्वर प्रतिदिन घूम-घूमकर 
वैष्णवोके दर्शन, स्पर्श तथा उनसे वार्ताल्त्रप करता था । 
इससे उसे श्रीविष्णुके नाम सुनमेका शुभ अवसर प्राप्त 
होता था। इस प्रकार वह एक मासतक वहाँ टिका रहा | 
कार्तिक-ब्रतके उद्यापनमें भक्त पुरुषोंने जो श्रीहरिके 
समीप जागरण किया, उसको भी उसने देखा। उसके 
बाद पूर्णिमाको व्रत करनेवाले मनुष्योने जो ब्राह्मणों और 
गौओंका पूजन आदि किया तथा दक्षिणा और भोजन 
आदि दिये, उन सबका भी उसने अवलोकन किया। 
तत्पश्चात्‌ सूर्यास्तके समय श्रीशङ्करजीकी प्रसन्नताके लिये 
जो दीपोत्सर्गकी विधि की गयी, उसपर भी घनेश्वरकी 
दृष्टि पड़ी। उस तिथिको भगवान्‌ शङ्करने तीनों पुरोंका 
दाह किया था, इसीलिये भक्तपुरुष उस दिन दीपोत्सर्गका 
महान्‌ उत्सव किया करते हैं। जो मुझमें और झिवजीमें 
भेद-बुद्धि करता है, उसके सारे पुण्य-कर्म निष्फल हो 


46७५४७०४००५०७५४५०७७०००००४७०४५०५०५४०४४४७»४४»०४४४»»»४४ ४४» »४+५७४“४*#४&##+5&*#»»»४»322%*/58#####5*5##“6»५०# ७४ कह 


जाते हैं--इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। धनेश्वर 
जर्मदाके तटपर नृत्य आदि देखता हुआ घूम रहा था। 
इतनेमें ही एक काले साँपने उसे काट लिया! नह 
व्याकुल होकर पृथ्वीपर गिर पड़ा। उसे गिरा देख 


नहुत-से मनुष्येनि दयावश उसको चारों ओरसे घेर लिया 


और तुलसीमिश्रित जलके द्वारा उसके मुखपर छॉटे देना 
आरम्भ किया। देहत्यागके पश्चात्‌ घनेश्वरको यमराजके 
दूतोने बाँधा और क्रोधपूर्वक कोड़ोंसे पीटते हुए 
वे उसे संयमनीपुरीको ले गये । चित्रगुप्तने घनेश्वरको 
देखकर उसे बहुत फटकारा और उसने बचपनसे लेकर 
मृत्युपर्यन्त जितने दुष्कर्म किये थे, वे सब उन्होंने 


| यमराजको बताये। 


चित्रगुप्त बोले--प्रभो ! बचपनसे लेकर 


मृत्युपर्यन्त इसका कोई पुण्य नहीं दिखायी देता । यह दुष्ट 


केवल पापका मूर्तिमान्‌ स्वरूप दीख पड़ता है, अतः इसे 
कल्पभर नरकमें पकाया जाय। 

यमराज बोले--प्रेताज ! केवळ पापॉपर ही 
दृष्टि रखनेवाले इस दुष्टको मुद्गरोंसे पीरते हुए ले जाओ 
और तुरंत ही कुम्भीपाकमें डाल दो। 

'यमराजकी आज्ञा पाकर प्रेतराज पापी धनेश्वरको ले 
चला । मुद्गरॉकी मारसे उसका मस्तक विदीर्ण हो गया 
था। कुम्भीपाकमें तेलके खौलनेका खलखल शब्द हो 
रहा था। प्रेतराजने उसे तुरंत ही उसमें डाल दिया। जह 
ज्यों ही कुम्भीपाकमें गिरा, त्यो ही उसका तेल ठंडा हो 
गया--ठीक उसी तरह, जैसे पूर्वकालमें भक्तप्रवर 
अह्ादको डालनेसे दैत्योंकी जलायी हुई आग बुझ गयी 
थी । यह महान्‌ आश्चर्यकी बात देखकर प्रेतराजको बड़ा 
बिस्मय हुआ | उसने बड़े वेगसे आकर यह सारा हाल 
यमराजको कह सुनाया । श्रेतराजकी कही हुई कौतूहल- 
पूर्ण नात सुनकर यमने कहा--'आह यह कैसी बात 
है !' फिर उसे साथ ले बे उस स्थानपर आये और उस 
घटनापर विचार करने लगे। इतनेमें ही देवर्षि नारद 
हँसते हुए बड़ी उतावलीके साथ वहाँ आये । यमराजने 
भलीभाँति उनका पूजन किया । उनसे मिलकर देनर्षि 


शश्र 


* अचंयस्व हषीकेशं यदीरछसि परं पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


३४७५०७५ ७७४४५३७५ ५५५५७५५१३७ ७७७५७७५ ७७५५७५०७५५ ७७७५ ७७४५३७३४७७ ३७४५७७५४७५ ४७७७५७७७७७ ७७७७७७७७०७. 


नारदजीने इस प्रकार कहा । 
i I, है 


नारदजी खोले--सूर्यनन्दन ! यह नरक भोगनेके 
योग्य नहीं है; क्योंकि इसके द्वारा ऐसा कर्म बन गया है, 
जो नरकका नाश करनेवाला है । जो पुरुष पुण्य-कर्म 
करनेवाले लोगॉका दर्शन, स्पर्श और उनके साथ 
खार्तालाप करता है, वह उनके पुण्यका छठा अंशा प्राप्त 
कर लेता है। यह तो एक मासतक श्रीहरिके कार्तिक- 
ब्रतका अनुष्ठान करनेवाले असंख्य मनुष्यॉके सम्पर्कमें 
रहा है; अतः उन सबके पुण्योशका भागी हुआ है। 
उनकी सेवा करनेके कारण इसे सम्पूर्ण ब्रतका पुण्य प्राप्त 
हुआ है, अतः इसके कार्तिक-ब्रतसे उत्पन्न होनेवाले 
पुण्योंकी कोई गिनती नहीं है। कार्तिक-ब्रत करनेवाले 
पुरुषोंके बड़े-से-बड़े पातकोंका भी भक्तवत्सल श्रीविष्णु 
पूर्णतया नाश कर डालते हैं । इतना ही नहीं, अन्तकालमें 
वैष्णव पुरुषेनि तुलसीमिश्रित नर्मदाके जलसे इसको 
नहलाया है । और श्रीविष्णुके नामका भी श्रवण कराया 
है; इसलिये इसके सारे पाप नष्ट हो गये हैं । अब धनेश्वर 
उत्तम गति प्राप्त करनेका अधिकारी हो गया है। यह 
वैष्णव पुरुषॉका कृपापात्र है, अतः इसे नरकमें न 


पकाओ। इसको अनिच्छासे पुण्य प्राप्त हुआ है; इसलिये 
यह यक्षयोनिमें रहे और सम्पूर्ण नरकोके दर्शन मात्रसे 


अपने पापोंका भोग पूरा कर ले। 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते है--प्रिये ! यों कहकर 


देवर्षि नारदजी चले गये । फिर यमराज अपने सेवकके 


द्वारा उस ब्राह्मणको सम्पूर्ण नरकोंका दर्शन करानेके लिये 
बहाँसे ले गये। इसके बाद यमकी आज्ञाका पालन 
करनेवाला प्रेताज धनेश्वरको सम्पूर्ण नरकोंके पास ले 
गया और उनका अबलोकन कराता हुआ इस प्रकार 
कहने लगा । 

ग्रेतराजने कहा--घनेश्वर ! महान्‌ भय देनेवाले 
इन घोर नरकोकी ओर दृष्टि डालो ! इनयें पापी पुरुष सदा 
'यमराजके सेवकोंद्दार पकाये जाते हैं । यह जो भयानक 
नरक दिखायी देता है, इसका नाम तप्तनालुक है । इसमें 
ये पापाचारी जीव आपनी देह दग्ध होनेके कारण क्रन्दन 
कर रहे हैं! जो मनुष्य बलिवैश्वदेवके अन्तमें भूखसे 
दुर्बल हो घरपर आये हुए अतिथियोंका सत्कार नहीं 
करते, वे अपने पापकर्मके कारण इस नरकमें कष्ट 
भोगते हैं। जो गुरु, अग्नि, ब्राह्मण, गौ, देवता तथा 
मूर्घाभिषिक्त राजाओंको लात मारते हैं, वे ही पापी यहाँ 
दृष्टिगोचर हो रहे हैं। यहाँ तपी हुई बालूपर चळनेके 
कारण इनके पैर जल गये हैं । इस नरकके छः अवान्तर 
भेद हैं। नाना प्रकारके पापोंके कारण इसमें आना पड़ता 
है। इसी प्रकार यह दूसरा महान्‌ नरक अन्धतामिस्र 
कहलाता है । देखो, यहाँ सुईके समान मुँहवाले कीड़ोंके 
द्वारा पापियोके शरीर विदीर्ण हो रहे हैं। यह नरक 
भयानक मुखवाले अनेक प्रकारके कीटोंसे ठसाठस भरा 
हुआ है। यह तीसरा क्रकच नामक नरक है। यह भी 
बड़ा भयानक दिखायी देता है। इसमें ये पापी मनुष्य 
आरेसे चरि जानेका कष्ट भोगते हँ । असिपत्रवन आदि 
भेदोंसे यह नरक छः अकारका बताया गया है। जो 
दूसरोंका पत्री और पुत्र आदिसे तथा अन्यान्य प्रियजनोंसे 
विछोह कराते हैं, ने ही लोग यहाँ काष्ट भोगते हैं। 
तरुवारके समान पत्तोंसे इनके अङ्ग छिन्न-भिन्न हो रहे हैं 
और इसी भयसे ये इधर-उधर भाग रहे हैं। देखो, ये 


उत्तरखण्ड ] 


* आशक्तावस्थामें कार्तिक-अ्तके निर्वाहका उपाय + 


७७३ 


पापी कितने कष्ट भोगते हैं और किस प्रकार इधर-उघर 
क्रन्दन करते फिरते हैं। यह चौथा नरक तो और भी 
भयानक है। इसका नाम अर्गला है। देखो, यमराजके 
दूत नाना प्रकारके पाशॉसे बाँधकर इन पापियोंको मुद्गर 
आदिसे पीट रहे हैं और ये जोर-जोरसे चीख रहे हैं। जो 
साधु पुरुषों और ब्राह्मण आदिको गला पकड़कर या और 
किसी उपायसे कहीं आने-जानेसे रोकते हैं, वे पापी 
'यमराजके सेवकोंद्वारा यहाँ यातनामें डाले जाते हैं। वध 
और भेदन आदिके द्वारा इस नरकके भी छः भेद हैं। अन 
पाँचलें नरकपर दृष्टिपात करो । इसका नाम कूटशाल्मलि 
है। यहाँ जो थे सेमल आदिके वृक्ष खड़े हैं, ये सभी 
जलते हुए अँगारेके समान हैं। इसमें पापियोंको यातना 
दी जाती है। परायी स्त्री और पराये धनका अपहरण 
करनेवाले तथा दूसरोंसे द्रोह करनेवाले पापी सदा ही यहाँ 
कष्ट भोगते हैं । यह छठा नरक और भी अद्भुत है। इसे 
रक्तपूय कहते है--इसमें रक्त और पीब भरा रहता है। 
इसकी ओर देखो तो सही, इसमें कितने ही पापी मनुष्य 
नीचे मुँह करके लटकाये गये हैं और भयानक कष्ट भोग 
रहे हैं। ये सब अभक्ष्य-भक्षण और निन्दा करनेवाले 
तथा चुगली खानेवाले हैं। कोई डूब रहे हैं, कोई मारे जा 
रहे हैं। ये सब-के-सब डराबनी आवाजके साथ चीख 


रहे हैं। इस नरकके भी विगन्ध आदि छः भेद हैं। 
घनेश्वर ! अब इधर दृष्टि डालो। यह भयङ्कर दिखायी 
देनेवाला सातवाँ नरक कुम्भीपाक है। यह तेल आदि 
द्रव्यॉके भेदसे छः भ्रकारका है। यमराजके दूत 
महापातकी पुरुषोंको इसीमें डालकर औंटाते हैं और वे 
पापी इसमें अनेक हजार वर्षोतक डूबते-उतराते रहते हैं । 
देखो, वे भयानक नरक सब मिलाकर बयालीस हैं। 
बिना इच्छाके किया हुआ पातक शुष्क कहलाता है और 
इच्छापूर्वक किये हुए पातकको आर्द्र कहा गया है । आर्द्र 
और शुष्क आदि भेदोंसे प्रत्येक नरक दो प्रकारका है। 
इस प्रकार ये नरक पृथक्‌-पृथक्‌ चौरासीकी संख्यामें 
स्थित हैं। प्रकीर्ण, अपाडूक्तेय, मलिनीकरण, 
जातिभ्रंशकर, उपपातक, अतिपातक और महापातक-- 
ये सात प्रकारके पातक माने गये हैं । इनके कारण पापी 
पुरुष उपर्युक्त सात नरकोंमें क्रमशः यातना भोगते हैं। 
तुम्हें कार्तिक-ब्रत करनेवाले पुरुषोंका संसर्ग प्राप्त हो 
चुका था; इसलिये अधिक पुण्यरारिका सञ्चय हो जानेसे 
नरकोंके कष्टसे छुटकारा मिल गया । 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं-सत्यभामा ! इस 
प्रकार प्रेतराज धनेश्वरको नरकोका दर्शन कराकर उसे 
यक्षलोकमें ले गया तथा वहाँ जाकर वह यक्ष हुआ | 


स्की चिता 


अशक्तावस्थामें कार्तिक-व्रतके निर्वाहका उपाय 


सूतजी कहते हैं--महर्षियो ! भगवान्‌ वासुदेव 
अपनी प्रियतमा सत्यभामाको यह कथा सुनाकर 
सार्यकालका सन्ध्योपासन करनेके लिये अपनी माता 
देवकीके भवनमें चले गये। इस पापनाशक कार्तिक 
मासका ऐसा ही प्रभाव बतलाया गया है । यह भगवान्‌ 
विष्णुको सदा ही प्रिय है तथा भोग और मोक्षरूपी फल 
अदान करनेवाला है। रातमें भगवान्‌ विष्णुके समीप 
जागना, प्रातःकाल स्थान करना, तुलसीकी सेवामें संलग्न 
रहना, उद्यापन करना और दीप-दान देना--ये कार्तिक 


* हरिजागरणं 


मासके पाँच नियम हैं।* इन पाँचों नियमॉके पालनसे 
कार्तिकका ब्रत करनेवाला पुरुष पूर्ण फलका भागी 
होता है। बह फल भोग और मोक्ष देनेवाला बताया 
गया है। 

ऋषि खोले--रोमहर्षणकुमार सूतजी ! आपने 
इतिहाससहित कार्तिक मासको विधिका भलीभाँति वर्णन 
किया। यह भगवान्‌ विष्णुको प्रिय लगनेवाला तथा 
अत्यन्त उत्तम फल देनेवाला है । इसका प्रभाव बड़ा ही 
आश्चर्यजनक है। इसलिये इसका अनुष्ठान अवश्य 


आतःस््रान तुलसिसेवनम्‌। उद्यापनं दीपदानं त्रतान्येतानि कार्तिके ॥ (११७। ३) 


4१५६५४५३४५ ७३७५७७७५७५ ०५५७७४४७६७ ४३३४७७७७७७ ७७७७७७७३७७ ० ७४४७७७५५५५ ०६०७७७७७७०७०७००७७७७७७०८ ४७७७५ ९७७७७०००- 


« अर्खयस्व हृषीकेश यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


संक्षिप्त पद्मपुराण 


करना चाहिये। परन्तु यदि कोई ब्रत करनेवाला पुरुष 
संकटमें पड़ जाय या दुर्गम बनमें स्थित हो अथवा 
सेगॉसे पीड़ित हो तो उसे इस कल्याणमय 
कार्तिक-त्रतका अनुष्ठान कैसे करना चाहिये ? 
सूतजीने कहा--महर्षियो! ऐसे मनुष्यको 
भगवान्‌ विष्णु अथवा शिवके मन्द्रिमें केबल जागरण 
करना चाहिये। विष्णु और शिवके मन्दिर न मिलें तो 
किसी भी मन्दिरमें बह जागरण कर सकता है । यदि कोई 
दुर्गम बनमें स्थित हो अथवा आपत्तिमें फॅस जाय तो वह 
अश्वत्थ वृक्षकी जड़के पास अथवा तुलसीके वृक्षोंके 
बीच बैठकर जागरण करे। जो पुरुष भगवान्‌ विष्णुके 
समीप बैठकर श्रीविष्णुके नाम तथा चरित्रॉका गान करता 
है, उसे सहस्र गो-दानॉका फल मिलता है। बाजा 
बजानेवाला पुरुष वाजपेय यज्ञका फल पाता है और 
भगवानके पास नृत्य करनेवाला पुरुष सम्पूर्ण तीर्थोमें 
त्रान करनेका फल प्राप्त करता है । जो उक्त नियमोंका 
पालन करनेवाले मनुष्यको धन देता है, उसे यह सब 
पुण्य प्राप्त होता है। उक्त नियमोंका पालन करनेवाले 
पुरुषोंके दर्शन और नाम सुननेसे भी उनके पुण्यका छठा 
अंश प्राप्त होता है। जो आपत्तिमें फँस जानेके कारण 
नहानेके लिये जल न पा सके अथवा जो रोगी होनेके 
कारण स्त्रान न कर सके, वह भगवान्‌ विष्णुका नाम 
लेकर मार्जन कर ले। जो कार्तिक-व्रतके पाळनमें प्रवृत्त 


होकर भी उसका उद्यापन करनेमें समर्थ न हो, उसे 
चाहिये कि अपने ब्रतकी पूर्तिके लिये यथाशक्ति 
ब्राह्मणोंको भोजन कराये। ब्राह्मण इस पृथ्वीपर 
अव्यक्तरूप श्रीविष्णुके व्यक्त स्वरूप हैं। उनके सन्तुष्ट 
होनेपर भगवान्‌ सदा सन्तुष्ट होते हैं, इसमें तनिक भी 
संदेह नहीं है । जो स्वयं दीपदान करनेमें असमर्थ हो, बह 
दूसरोंका दीप जलाये अथवा हवा आदिसे उन दीपोंकी 
'यलपूर्वक रक्षा करे। तुलसी-वृक्षके अभावमें वैष्णव 
ब्राह्मणका पूजन करे; क्योंकि भगवान्‌ विष्णु अपने 
भक्तोके हृदयमें सदा ही विराजमान रहते हैं । अथवा सब 
साधनोंके अभावमें त्रत करनेवाला पुरुष व्रतकी पूर्तिके 
लिये ब्राह्मणों, गौओं तथा पीपल और वरके वृक्षोंकी 
सेबा करे। 

ऋषियोंने पूछा--सूतजी ! आपने पीपल और 
चरको गौ तथा ब्राह्मणके समान कैसे बता दिया? वे 
दोनों अन्य सन वृक्षोंकी अपेक्षा अधिक पूज्य क्यों 
माने गये ? 

सूतजी बोले--महर्षियो ! पीपलके रूपमे 
साक्षात्‌ भगवान्‌ विष्णु ही विराजते हैं । इसी प्रकार बट 
भगवान्‌ शङ्करका और पलाश ब्रह्माजीका स्वरूप है । इन 
तीनोंका दर्शन, पूजन और सेवन पापहारी माना गया है। 
दुःख, आपत्ति, व्याधि और दुष्टोके नाझमें भी उसको 
कारण बताया गया है। 


== * == 


कार्तिक मासका माहात्म्य और उसमें पालन करने योग्य नियम 


सत्यभामाने कहा--प्रभो ! कार्तिक मास सब 
मासोंमें श्रेष्ठ माना गया है। मैंने उसके माहात्म्यको 
विस्तारपूर्वक नहीं सुना । कृपया उसीका वर्णन कीजिये । 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण बोले--सत्यभामे ! तुमने 
बड़ी उत्तम बात पूछी है। पूर्वकालमें महात्मा सूतने 
शौनक मुनिसे आदरपूर्वक कार्तिक-त्रतका वर्णन किया 
था! वही प्रसङ्ग मैं तुम्हें सुनाता हूँ! 


सूतज़ीने कहा--मुनिश्रेष्ठ शौनकजी ! पूर्वकालमें 
कार्तिकेयजीके पूछनेपर महादेनजीने जिसका वर्णन किया 
था, उसको आप श्रवण कीजिये। 

कार्तिकेयजी बोले--पिताजी ! आप वक्ताओमें 
श्रेष्ठ हैं । मुझे कार्तिक मासके स्त्रानकी विधि बताइये, जिससे 
मनुष्य दुःखरूपी समुद्रसे पार हो जाते हैं। साथ ही तीर्थके 
जलका माहात्य और माघस्रानका फल भी बताइये । 


उत्तरखण्ड ] * कार्तिक मासका माहार््य और उसमें पालन करने योग्य नियम « ७७५ 


महादेवजीने कहा- एक ओर सम्पूर्ण तीर्थ, भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा--प्रिये ! गोधूलिद्वारा 
समस्त दान, दक्षिणाओसहित यज्ञ, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, किया हुआ स्नान वायव्य कहलाता है, सागर आदि 
ठिक प्र र जलाशयोंमें किये हुए स्त्रानको वारुण कहते हैं, 'आपो 
हि छा मयो' आदि ब्राह्मण-मन्त्रॉके उच्चारणपूर्वक जो 
मार्जन किया जाता है, उसका नाम ब्राह्म है तथा बरसते हुए 
मेघके जल और सूर्यकी किरणोंसे शरीरकी शुद्धि करना 
दिव्य स्त्रान माना गया है। सब प्रकारके स्त्रानोंमें वारुण- 
सनन श्रेष्ठ है । नाह्मण, क्षत्रिय और वैश्य मन्त्रोचारणपूर्वक 
सान करे । परन्तु शूद्र और खियोंके लिये बिना मन्त्रके ही 
सानका विधान है । बाळक, युवा, वृद्ध, पुरुष, खी और 
नपुंसक--सब लोग कार्तिक और माघमें प्रातःस्रानकी 
प्रशंसा करते हैं। कार्तिकमें आतःकाल स्नान करनेवाले 
लोग मनोबाज्छित फल प्राप्त करते हँ । 

'कार्तिकेयजी खोले--पिताजी ! अन्य धर्मका भी 
वर्णन कीजिये, जिनका अनुष्ठान करनेसे मनुष्य अपने 
समस्त पाप धोकर देवता बन जाता है। 

महादेवजीने कहा--बेटा ! कार्तिक मासको 
८ on ० Ee उपस्थित देख जो मनुष्य दूसरेका अन्न त्याग देता है, वह 
हिमालय, अक्गूरतीर्थ, काशी और शूकरक्षेत्रमें निवास प्रतिदिन कृच्ूत्रतका फल प्राप्त करता है । कार्तिकमें तेल, 

तथा दूसरी ओर केवल कार्तिक मास हो, तो वही मधु, काँसेके बर्तनमे भोजन और मैधुनका विशेषरूपसे 
भगवान्‌ केशवको सर्वदा प्रिय है। जिसके हाथ, पैर, परित्याग करना चाहिये । एक बार भी मांस भक्षण करनेसे 
वाणी और मन वहामें हों तथा जिसमें विद्या, तप और मनुष्य राक्षसकी योनिमें जन्म पाता है और साठ हजार 
कीर्ति विद्यमान हों, यही तीर्थके पूर्ण फलको प्राप्त करता वर्षोतक विष्ठामें डालकर सड़ाया जाता है । उससे छुटकारा 
है। श्रद्धारहित, नास्तिक, संशयालु और कोरी पानेपर वह पापी विष्ठा खानेनाला ग्राम-शूकर होता है। 
तर्कबुद्धिका सहारा ऊेनेवाले मनुष्य तीर्थसेबनके कार्तिक मासमे शास्त्रविहित भोजनका नियम करनेपर 
फलभागी नहीं होते। जो ब्राह्मण सबेरे उठकर सदा अवश्य ही मोक्ष प्राप्त होता है। भगवान्‌ विष्णुका 
प्रातःसत्नान करता है, वह सब पापोंसे मुक्त हो परमात्माको परमधाम ही मोक्ष है । कार्तिके समान कोई मास नहीं है, 
प्राप्त, होता है। षडाननं ! ख्जानका महत्त्व जाननेवाले श्रीविष्णुसे बढ़कर कोई देवता नहीं है, वेदके तुल्य कोई 
'पुरुषेनि चार प्रकारके स्नान बतलाये हैं--बायख्य, शास्त्र नहीं है, गङ्गाके समान कोई तीर्थ नहीं है, सत्यके 


ट 


Fo 


वारुण, ब्राह्म और दिव्य । समान सदाचार, सत्ययुगके समान युग, रसनाके तुल्य 
यह सुनकर सत्यभामा खोलीं--प्रभो ! मुझे तृप्तिका साधन, दानके सदृशा सुख, धर्मके समान मित्र 
चारों ख्नानोंके लक्षण बतलाइये । और नेत्रके समान कोई ज्योति नहीं है !* 


। वृत्तानां तु भक्षाणां कार्तिके नियमे कृते ॥ 
अवश्य पराप्यते मोक्षो विष्णोस्तत्परमं पदम्‌ (न कार्तिकसमो मासो न देवः केशवात्परः ॥ 


७७६ 


९८५५४५४९३७ ५५७७६५७७५९ ५७५७७७३३७७ ७७७७७३७७७७ ७५७०७७७७ 


» अर्चयस्व हवीकेशं यदीच्छस्ति परं एदम्‌ « 


३ ०१४३५१ ५४२००० ७.५९ १ ५ ४२.४५ ५५९ ५४५५०१५ ५४१. ५४५४. ५४४.५५१.४४५५ ७ ७:५४४४४& 48४० 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


सान करनेवाले पुरुषोंके लिये समुद्रगामिनी पवित्र 
नदी आयः दुर्लभ होती है। कुलके अनुरूप उत्तम 
'शीलवाली कन्या, कुलीन और शीलवान्‌ दम्पति, 
जन्मदायिनी माता, विशेषतः पिता, साधु पुरुषोंके 
सम्मानका अवसर, धार्मिक पुत्र, द्वारकाका निवास, 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका दर्शन, गोमतीका स्त्रान और 
कार्तिकका ब्रत--ये सब मनुष्यके लिये प्रायः दुर्लभ 
हैं। चन्द्रमा और सूर्यके ग्रहणकालमें ग्राह्मणोंको पृथ्वी 
दान करनेसे जिस फलकी प्राप्ति होती है, वह कार्तिकमें 
भूमिपर शयन करनेवाले पुरुषको स्वतः प्राप्त हो जाता है । 
ब्राह्मण-दम्पतिको भोजन कराये, चन्दन आदिसे उनकी 
पूजा करे। कम्बल, नाना प्रकारके रल और वस्त्र दान 
करे। ओढ़नेके साथ ही निछौना भी दे। तुम्हें कार्तिक 
मासमें जूते और छातेका भी दान करना चाहिये । कार्तिक 
मासमें जो मनुष्य प्रतिदिन पत्तलमें भोजन करता है, वह 
चौदह इन्द्रोकी आयुपर्यन्त कभी दुर्गतिमें नहीं पड़ता। 
उसे सम्पूर्ण कामनाओं तथा समस्त तीथाँका फल प्राप्त 
होता है। पलाशके पत्तेपर भोजन करनेसे मनुष्य कभी 
नरक नहीं देखता; किन्तु वह पलाशके बिचले पत्रका 
अवश्य त्याग कर दे। 
कार्तिकमें तिलका दान, नदीका स्त्रान, सदा साघु- 
पुरुषोंका सेवन और पलाशके पत्तोमे भोजन सदा मोक्ष 
देनेवाला है। कार्तिकके महीनेमें मौन-त्रतका पालन, 
पलाशके पत्तेमेँ भोजन, तिलमिश्रित जलसे स्नान, निरन्तर 
क्षमाका आश्रय और पृथ्वीपर शयन करनेवाला पुरुष 
युग-युगके उपार्जित पापोंका नाश कर डालता है। जो 
कार्तिक मासमें भगवान्‌ विष्णुके सामने उषाकालतक 
जागरण करता है, उसे सहस्त्र गोदानोंका फल मिलता है । 


पितृ-पक्षमें अन्नदान करनेसे तथा ज्येष्ठ और आषाढ़ 

मासमें जल देनेसे मनुष्योंको जो फल मिलता है, वह 

कार्तिकमें दूसरोंका दीपक जलाने मात्रसे प्राप्त हो जाता है । 

जो बुद्धिमान्‌ कार्तिकमें मन, वाणी और क्रियाद्वारा पुष्कर 

तीर्थका स्मरण करता है, उसे लाखों-करोड़ोंगुना पुण्य 

होता है।,माघ मासमें प्रयाग, कार्तिकमें पुष्कर और 

वैशाख मासमें अवन्तीपुरी (उज्जैन) --ये एक युगतक 
उपार्जित किये हुए पापोंका नाश कर डालते हैं। 

कार्तिकेय ! संसारमें विशेषतः कलियुगमें वे ही मनुष्य 

धन्य हैं, जो सदा पितरोंके उद्धारके लिये श्रीहरिका सेवन 
करते हैं। बेटा ! बहुत-से पिण्ड देने और गयामें श्राद्ध 
आदि करनेकी क्या आवश्यकता है। जे मनुष्य तो 
'हरिभजनके ही प्रभावसे पितरोंका नरकसे उद्धार कर देते 
है! यदि पितरोंके उद्देश्यसे दूध आदिके द्वारा भगवान्‌ 
विष्णुको स्नान कराया जाय तो वे पितर स्वर्गमें पहुँचकर 
कोटि कल्पोंतक देवताओंके साथ निवास करते हैं। जो 
कमलके एक फूलसे भी देवेश्वर भगवान्‌ लक्ष्मीपतिका 
पूजन करता है, वह एक करोड़ वर्षतकके पापोंका नाश 
कर देता है । देवताओकि स्वामी भगवान्‌ विष्णु कमलके 
एक पुष्पसे भी पूजित और अभिवन्दित होनेपर एक हजार 
सात सौ अपराध क्षमा कर देते हैं । षडानन ! जो मुखमें, 
मस्तकपर तथा शरीरमेँ भगवानकी प्रसादभूता तुलसीको 
प्रसन्नतापूर्वक धारण करता है, उसे कलियुग नहीं छूता । 
भगवान्‌ विष्णुको निवेदन किये हुए प्रसादसे जिसके 
शरीरका स्पर्श होता है, उसके पाप और व्याधियाँ नष्ट हो 
जाती हैं। शका जल, श्रीहरिको भक्तिपूर्वक अर्पण 
किया हुआ नैवेद्य, चरणोदक, चन्दन तथा भ्रसादस्वरूप 
धूप--ये ब्रह्महत्याका भी पाप दूर करनेवाले हैं। 


अमन क ललल 


न चैदसदृशँ झार न तीर्थ गङ्गया समम्‌॥न सत्येन सभं कुतं न कृतेन समं युगम्‌॥ 
न तृप्ती रसनातुल्या न दानसंदूशं सुखम्‌। न धर्मसदृशं मित्रं न ज्योतिश्चक्षुषा समम्‌॥ (१२० । २२--२५) 


उसरखण्षड ] 


* माघरत्रानकी महिमा, झुकरक्षेत्रका माहात्प्य, मासोपवास-ब्रतकी विधि + 


७७७ 


प्रसङ्गतः माघस्त्रानकी महिमा, शूकरक्षेत्रका माहात्य्य तथा 
मासोपवास-ब्रतकी विधिका वर्णन 


महादेवजी कहते हैं--भक्तप्रवर कार्तिकेय ! 
अब माघस्तरानका माहात्म्य सुनो । महामते ) इस संसारमें 
तुम्हारे समान विष्णु-भक्त पुरुष नहीं हैं। चक्रतीर्थमें 
श्रीहरिका और मथुरामें श्रीकृष्णका दर्शन करनेसे 
मनुष्यको जो फल मिलता है, वही माघ-मासमें केवल 
खान करनेसे मिल जाता है। जो जितेन्द्रिय, ज्ञान्तचित्त 
और सदाचारयुक्त होकर माघ मासमें स्नान करता है, वह 
फिर कभी संसार-बन्धनमें नहीं पड़ता । 
इतनी कथा सुनाकर भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
कहा--सत्यभामा ! अब मै तुम्हारे सामने शूकरक्षेत्रके 
माहात्म्यका वर्णन करूँगा, जिसके बिज्ञानमात्रसे मेरा 
सान्निध्य प्राप्त होता है। पाँच योजन विस्तृत शूकरक्षेत्र 
मेरा मन्दिर (निवासस्थान) है । देवि ! जो इसमें निवास 
करता है, बह गदहा हो तो भी चतुर्भुज स्वरूपको प्राप्त 
होता है। तीन हजार तीन सौ तीन हाथ मेरे मन्दिरका 
परिमाण माना गया है। देवि ! जो अन्य स्थानोंमें साठ 
हजार वर्षोतक तपस्या करता है, बह मनुष्य शुकर क्षेत्रमें 
आधे पहरतक तप करनेपर ही उतनी तपस्याका फल 
प्राप्त कर लेता है। कुरुक्षेत्रके सन्निहति' नामक तीर्थमें 
सूर्यम्रहणके समय तुला-पुरुषके दानसे जो फल बताया 
गया है, यह काशीमें दसगुना, त्रिवेणीमें सौगुना और 
गङ्गा-सागर-संगममें सहस्तगुना कहा गया है; किन्तु मेरे 
निवासभूत शूकरक्षेत्रमे उसका फल अनन्तगुना समझना 
चाहिये। भामिनि ! अन्य तीर्थोमें उत्तम विधानके साथ 
जो लाखों दान दिये जाते हैं, शुकरक्षेत्रमे एक ही दानसे 
उनके समान फल प्राप्त हो जाता है । शूकर, क्षेत्र, त्रिवेणी 
और गङ्गा-सागर-संगममें एक बार ही खान करनेसे 
मनुष्यकी ब्रह्महत्या दूर हो जाती है। पूर्वकालमें राजा 
अलर्कने शूकरक्षेत्रका माहात्म्य श्रवण करके सातो 


द्वीपॉसहित पृथ्वीका राज्य प्राप्त किया था। 

कार्तिकेयने कहा-- भगवन्‌ ! मैं त्रतोंमें उत्त 
मासोपवास-त्रतका वर्णन सुनना चाहता हूँ। साथ ही 
उसकी विधि एवं यथोचित फलको भी श्रवण करना 
चाहता हूँ। 

महादेवजी खोले- बेटा ! तुम्हारा विचार बड़ा 
उत्तम है। तुमने जो कुछ पुछा है, वह सब बताता हूँ। 
जैसे देवताओंमें भगवान्‌ विष्णु, तपनेनालोमें सूर्य, 
पर्वतोंमें मेरु, पक्षियोंमें गरुड़, तीर्थोमें गङ्गा तथा 
प्रजाओमें वैश्य श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सब न्रतोमें 
मासोपवास-ब्रत श्रेष्ठ माना गया है। सम्पूर्ण त्रतॉसे, 
समस्त तीथोंसे तथा सब प्रकारके दानोंसे जो पुण्य प्राह 
होता है, वह सब मासोपघास करनेवालेको मिल जाता 
है। वैष्णवयज्के उद्देश्यसे भगवान्‌ जनार्दनकी पूजा 
'करनेके पश्चात्‌ गुरुकी आज्ञा लेकर मासोपवास-त्रत 
करना चाहिये। शास्त्रोक्त जितने भी बैष्णवत्रत हैं, उन 
सबको तथा द्वादशीके पवित्र न्रतको करनेके पश्चात्‌ 
मासोपवास-न्रत करना उचित है। अतिकृच्छू, पराक 
और चान्द्रायण-ब्रतोका अनुष्ठान करके गुरु और 
ज्राणकी आज्ञासे मासोपवास-व्रत करे। आश्विन 
मासके शुक्कपक्षकी एकादशीको उपवास करके तीस 
दिनेकि लिये इस व्रतको अहण करे । जो मनुष्य भगवान्‌ 
चासुदेवकी पूजा करके कार्तिक मासभर उपवास करता 
है, वह मोक्षफलका भागी होता है ।.भगवानके मन्दिरमें 
जाकर तीनों समय भक्तिपूर्वक सुन्दर मालती, 
नील-कमल, पद्य, सुगन्धित कमल, केशर, खस, कपूर, 
उत्तम चन्दन, नैवेद्य और धूप-दीप आदिसे श्रीजनार्दनका 
पूजन करे । मन, वाणी और क्रियाद्वारा श्रीगरुडध्बजकी 
आराधनामें लगा रहे । स्त्री, पुरुष, विधवा--जो कोई भी 


१-महाभारत. युद्धका स्थान ही 'सत्रिहति' कहलाता है । इसीको कहीं-कहीं 'बिनझन-तीर्थ' भी कहा गया है। 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


इस व्रतको करे, पूर्ण भक्तिके साथ इन्द्रियोंको काबूमें 
रखते हुए दिन-रात श्रीविष्णुके नामोंका कीर्तन करता रहे । 
भक्तिपूर्वक श्रीविष्णुकी स्तुति करे । झूठ न बोले । सम्पूर्ण 
जीबॉपर दया करे । अन्तःकरणकी वृत्तियोंको अशान्त न 
होने दे । हिंसा त्याग दे । सोया हो या बैठा, श्रीवासुदेवका 
कीर्तन किया कर । अन्नका स्मरण, अवलोकन, सूँघना, 
स्वाद लेना, चर्चा करना तथा ग्रासको मुँहमें लेना--ये 
सभी निषिद्ध हैं। त्रतमें स्थित मनुष्य शरीरमें उबटन 
लगाना, सिरमें तेलको मालिश कराना, पान खाना और 
चन्दन लगाना छोड़ दे तथा अन्यान्य निषिद्ध वस्तुओंका 
भो त्याग करे। व्रत करनेवाला पुरुष शास्त्रविरुद्ध कर्म 
करनेवाले व्यक्तिका स्पर्श न करे । उससे वार्तालाप भी न 
करे। पुरुष, सौभाग्यवती खरी अथवा विधवा नारी 
शास्त्रोक्त विधिसे एक मासतक उपवास करके भगवान्‌ 
घासुदेवका पूजन करे । यह ब्रत गिने-गिनाये तीस दिनोंका 
होता है, इससे अधिक या कम दिनोंका नहीं] मनको 
संयममें रखनेवाला जितेन्द्रिय पुरुष एक मासतक 


डपवासके नियमको पूण करके द्वादशी तिथिको भगवान्‌ 
गरुडध्वजका पूजन करे । फूल, माला, गन्ध, धूप, चन्दन, 
बस्न, आभूषण और वाद्य आदिके द्वारा भगवान्‌ विष्णुको 
संतुष्ट करे। चन्दनमिश्रित तीर्थके जलसे भक्तिपूर्वक 
भगवानको स्त्रान कराये। फिर उनके अङ्गोंमें चन्दनका 
लेप करके गन्ध और पुष्पोंसे भृङ्गार करे। फिर वख 
आदिका दान करके उत्तम ब्राह्मणोंको भोजन कराये, उन्हें 
दक्षिणा दे और प्रणाम करके उनसे त्रुटियॉके लिये 
क्षमा-याचना करे। इस प्रकार मासोपवासपूर्वक 
जनार्दनकी पूजा करके ब्राह्मणोंको भोजन करानेसे मनुष्य 
श्रीविष्णुलोकमें प्रतिष्ठित होता है। मण्डपमें उपस्थित 
ब्राह्मणॉंसे बारंबार इस प्रकार कहना चाहिये 
“द्रिजवरो ! इस व्रतमे जो कोई भी कार्य मन्त्रहीन, 
क्रियाहीन और सब प्रकारके साधनों एवं वरिधियोंसे हीन 
हुआ हो, बह सब आपलोगोंके बचन और प्रसादसे 
परिपूर्ण हो जाय ।' कार्तिकेय ! इस प्रकार मैंने तुमसे 
मासोपवासकी विधिका यथावत्‌ वर्णन किया है। 


— + — 


झालग्रामश्िलाके पूजनका माहात्म्य 


कार्तिकेयने कहा---भगवन्‌ ! आप योगियोमें 
श्रेष्ठ हैं। मैने आपके मुखसे सब धर्मोका श्रवण किया । 
अभो ! अब शालग्राम-पूजनकी विधिका विस्तारके साथ 
बर्णन कीजिये। 
महादेवजी बोले--महामते ! तुमने बहुत उत्तम 
बात पूछी है। वत्स ! तुम जो कुछ पूछ रहे हो, उसका 
उत्तर देता हूँ; सुनो। शालग्रामशिल्ममें सदा चराचर 
प्राणियोंसहित समस्त त्रिलोकी लीन रहती है। जो 
झालग्रामशिल्त्रका दर्शन करता, उसे मस्तक झुकाता, 
त्रान कराता और पूजन करता है, वह कोटि यज्ञॉके 
समान पुण्य तथा कोटि गोदानोंका फल पाता है । बेटा ! 
जो पुरुष सर्वदा भगवान्‌ विष्णुकी शालग्रामहिलाका 
चरणामृत पान करता है, उसने गर्भवासके भयङ्कर 
कष्टका नाश कर दिया । जो सदा भोगोंमें आसक्त और 
भक्तिभावसे हीन है, वह भी शालग्रामशिलाका पूजन 


करके भगवत्स्वरूप हो जाता है। शालग्रामशिलाका 
स्मरण, कीर्तन, ध्यान, पूजन और नमस्कार करनेपर 
कोटि-कोटि न्रह्महत्याओँका पाप नष्ट हो जाता है। 
शालप्रामशिलाका दर्शन करनेसे अनेक पाप दूर हो जाते 
हैं। जो मनुष्य प्रतिदिन शालप्रामशिलाकी पूजा करता है, 
उसे न तो यमराजका भय होता है और न मरने या जन्म 
लेनेका ही। जिन मनुष्योंने भक्तिभावसे शालआमको 
नमस्कार मात्र कर लिया, उनको तथा मेरे भक्तोंको फिर 
मनुष्य-योनिकी प्राप्ति कैसे हो सकती है। वे तो मुक्तिके 
अधिकारी हैं। जो मेरी भक्तिके घमंडमें आकर मेरे प्रभु 
भगवान्‌ वासुदेवको नमस्कार नहीं करते, बे पापसे 
मोहित हैं; उन्हें मेरा भक्त नहीं समझना चाहिये। 
करोड़ों कमछ-पुष्पोंसे मेरी पूजा करनेपर जो फल 
होता है, वही शालग्रामशिलाके पूजनसे कोटिगुना होकर 
मिलता है, जिन लोगोने मर्त्यलोकमें आकर शालग्राम- 


उत्तरखण्ड ] 


* शालग्रामशिलाके पूजनका पाहात्प्य « 


शिलाका पूजन नहीं किया, उन्होंने न तो कभी मेरा पूजन 
किया और न नमस्कार ही किया। जो शालग्रामशिलाके 
अग्रभागमें मेरा पूजन करता है, उसने मानो लगातार 
इकीस युगोंतक मेरी पूजा कर ली । जो मेरा भक्त होकर 
वैष्णव पुरुषका पूजन नहीं करता वह मुझसे द्वेष 
रखनेबाला है। उसे तबतकके लिये नरकमें रहना पड़ता 
है, जबतक कि चौदह इन्द्रोकी आयु समाप्त नहीं हो जाती । 
जिसके घरमें कोई वानप्रस्थी, वैष्णव अथवा 
संन्यासी दो घड़ी भी विश्राम करता है, उसके पितामह 
आठ युगोंतक अमृत भोजन करते हैं । शालग्रामशिलासे 
प्रकट हुए लिङ्गोंका एक बार भी पूजन करनेपर मनुष्य 
'योग और सोख्यसे रहित होनेपर भी मुक्त हो जाते हैं । मेरे 
कोटि-कोटि लिङ्गोंका दर्शन, पूजन और स्तवन करनेसे जो 
'फल मिलता है, वह एक ही झालग्रामशिलाके पूजनसे 
प्राप्त हो जाता हे । 
जो वैष्णव प्रतिदिन बारह शालआमशिलाओंका पूजन 
करता है, उसके पुण्यका वर्णन सुनो । गङ्गाजीके तटपर 
करोड़ों रिबल्लि्गोंका पूजन करनेसे तथा लगातार आठ 
युगोंतक काझीपुरीमें रहनेसे जो पुण्य होता है, वह उस 
बैष्णवको एक ही दिनमें प्राप्त हो जाता है । अधिक कहनेकी 
क्या आवश्यकता--जो वैष्णव मनुष्य शालग्रामशिलाका 
पूजन करता है, उसके पुण्यकी गणना करनेमें मैं तथा 
ब्रह्माजी भी समर्थ नहीं हैं; इसलिये बेटा ! मेरे भक्तोंको 
उचित है कि वे मेरी भ्रसन्रताके लिये भक्तिपूर्वक 
शालग्रामशिलाका भी पूजन करें। जहाँ शालमामरिल्र- 
रूपी भगवान्‌ केशव विराजमान हैं, वहीं सम्पूर्ण देवता, 
असुर, यक्ष तथा चौदहों भुवन मौजूद हैं । अन्य देवताओंका 
करोड़ों बार कीर्तन करनेसे जो फल होता है, बह भगवान्‌ 
केशवका एक बार कीर्तन करनेसे ही मिल जाता है। 
अतः कलियुगमें श्रीहरिका कीर्तन ही सर्वोत्तम पुण्य 
हैं।* श्रीहरिका चरणोदक पान करनेसे ही समस्त पापोंका , 
प्रायश्चित्त हो जाता है! फिर उनके लिये दान, उपवास 
और चान्द्रायण-ब्रत करनेकी क्या आवश्यकता है। 


बेटा स्कन्द ! अन्य सभी झुभकमेकि फलॉका माप 
है; किन्तु शालग्रामशिलाके पूजनसे जो फल मिलता है, 
उसका कोई माप नहीं। जो विष्णुभक्त ब्राह्मणको 
आलग्रामशिलाका दान करता है, उसने मानो सौ यज्ञो- 
द्वारा भगवानका यजन कर लिया । जो शालग्रामशिलाके , 
जलसे अपना अभिषेक करता है, उसने सम्पूर्ण तीर्थेमें 
खान कर लिया और समस्त यज्ञॉंकी दीक्षा ले ली। जो 
प्रतिदिन भक्तिपूर्वक एक-एक सेर तिलका दान करता है, 
वह झालग्रामशिलाके पूजन-मात्रसे उस फलको प्राप्त कर 
लेता है । शालग्रामशिलाको अर्पण किया हुआ थोड़ा-सा 
पत्र, पुष्प, फल, जल, मूल और दूर्वादल भी मेरु पर्वतके 
समान महान्‌ फल देनेवाला होता है । 

जहाँ शालग्रामशित्त्र होती है, वहाँ भगवान्‌ श्रीहरि 
विराजमान रहते हैं। वहाँ किया हुआ स्नान और दान 
काशीसे सौगुना अधिक फल देनेवाला है। प्रयाग, 
कुरुक्षेत्र, पुष्कर और नैमिषारण्य--ये सभी तीर्थ वहाँ 
मौजूद रहते हैं; अतः वहाँ उन तीर्थोकी अपेक्षा कोटिगुना 
अधिक पुण्य होता हे | काशीमें मिलनेजाला मोक्षरूपी 
महान्‌ फल भी वहाँ सुलभ होता है। जहाँ शालग्राम- 
शिलासे प्रकट होनेवाले भगवान्‌ शालग्राम तथा द्वारकासे 
प्रकट होनेवाले भगवान्‌ गोमतीचक्र हों तथा जहाँ इन 
दोनोंका संगम हो गया हो वहाँ निःसन्देह मोक्षकी प्राप्ति 
होती है । झालमामरिस्त्रके पूजनमें मन्त्र, जप, भावना, 
स्तुति अथवा किसी विशेष प्रकारके आचारका बन्धन नहीं 
है। कालमामशित्रके सम्मुख विशेषतः कार्तिक मासमें 
आदरपूर्वक स्वस्तिका चिह्न बनाकर मनुष्य अपनी सात 
पीढ़ियोंको पवित्र कर देता है। जो भगवान्‌ केशवके 
समक्ष मिट्टी अथवा गेरू आदिसे छोटा-सा भी मण्डल 
(चौक) बनाता है, वह कोटि कल्पॉतक दिव्यलोकमें 
निवास करता है। श्रीहरिके मन्दिरको सजानेसे 
अगम्यागमन तथा आभक्ष्यभक्षण-जैसे पाप भी नष्ट हो 
जाते हैं । जो मारी प्रतिदिन भगवान्‌ विष्णुके सामने चौक 
पूरती है, वह सात जन्मोंतक कभी विधवा नहीं होती । 


— 


* सुराणां कोर्तनैः सर्वैः कोटिभिश्च फलं कृतम्‌ | तत्फलं कीर्तनादेव केशवे सुकृतं कलौ ॥ (१२२ । ३६-३७) 


७८० 


७०००००००७०९०९७०००९:००९००७००००4९००००००:०७०००३-००-०७७०७०००००००-००९:००-०००४७७७०-०७७७००१९०१५०७७७७०७७७००००७००७०००००७- 


* अर्चयस्व इवीकेशं यदीच्छसि परं पदम + 


[ संक्षिप्त फ्चपुराण 


भगवत्पूजन, दीपदान, यमतर्पण, दीपावली-कृत्य, गोवर्धन-पूजा और यमद्वितीयाके 
दिन करने योग्य कृत्योंका वर्णन 


महादेवजी कहते हैं--जो प्रतिदिन मालतीसे 
भगवान्‌ गरुड्ध्वजका पूजन करता है, वह जन्मके दुःखों 
* और बुढ़ापेके रोगोंसे छुटकारा पाकर मुक्त हो जाता है। 
“जिसने कार्तिकमें मांलतीकी मालासे भगवान्‌ विष्णुकी 
पूजा की है, उसके पापोंको भगवान्‌ श्रीकृष्ण धो डालते 
हैं। चन्दन, कपूर, अरगजा, केशर, केवडा और दीपदान 
भगवान्‌ केरावको सदा ही प्रिय हैं। कमलका पुष्प, 
तुलसीदल, मालती, अगस्त्यका फूल और दीपदान--ये 
पाँच वस्तुएँ कार्तिकमें भगवानके लिये परम प्रिय मानी 
गयी हैं। कार्तिकेय ! केवड़ेके फूलॉसे भगवान्‌ 
हृषीकेशका पूजन करके मनुष्य उनके परम पवित्र एवं 
कल्याणमय धामको प्राप्त होता है। जो अगस्त्यके 
फूलोंसे जनार्दनका पूजन करता है, उसके दर्शनसे 
नरककी आग बुझ जाती है। जैसे कौस्तुभभणि और 
वनमालासे भगवानको प्रसन्नता होती है, उसी प्रकार 
कार्तिकमें तुलसीदलसे वे अधिक संतुष्ट होते हैं। 
कार्तिकेय ! अब कार्तिकमें दिये जानेवाले दीपका 
माहात्म्य सुनो! मनुष्यके पितर अन्य पितृशणोंके साथ 
सदा इस बातकी अभिलाषा करते हैं कि क्या हमारे 
कुलमें भी कोई ऐसा उत्तम पितृभक्त पुत्र उत्पन्न होगा, जो 
कार्तिकमें दीपदान करके श्रीकेशवको संतुष्ट कर सके । 
स्कन्द ! कार्तिकमें घी अथवा तिलके तेलसे जिसका 
दीपक जलता रहता है, उसे अश्वमेध यज्ञसे क्या लेना 
है। जिसने कार्तिकमें भगवान्‌ केशवके समक्ष दीपदान 
किया है, उसने सम्पूर्ण यज्ञोंका अनुष्ठान कर लिया और 
समस्त तीर्थोमे गोता लगा लिया। बेटा ! विशेषतः 
कृष्णपक्षमें पाँच दिन बड़े पवित्र हैं। (कार्तिक कृष्णा 
१३ से कार्तिक शुक्का २ तक) उनमें जो कुछ भी दान 
किया जाता है, वह सब अक्षय एवं सम्पूर्ण कामनाओँको 


पूर्ण करनेवाला होता है। लीलावती वेड्या दूसरेके रखे 
हुए दीपको ही जलाकर शुद्ध हो अक्षय स्वर्गको चली 
गग्नी। इसलिये रात्रिमे सूर्यास्त हो जानेपर घरमें, 
गोशालामें, देववृक्षके नीचे तथा मन्दिरोंमें दीपक जलाकर 
रखना चाहिये । देषताओंके मन्दिरोंमें, इमशानोंमें और 
नदियोंके तटपर भी अपने कल्याणके लिये घृत आदिसे 
पाँच दिनोंतक दीपक जल्मने चाहिये । ऐसा करनेसे जिनके 
श्राद्ध और तर्पण नहीं हुए हैं, वे पापी पितर भी दीपदानके 
पुण्यसे परम मोक्षको प्राप्त हो जाते हैं। 

भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं--भामिति ! 
कार्तिकके कृष्णपक्षकी त्रयोदशीको घरसे बाहर 
यमराजके लिये दीप देना चाहिये । इससे दुर्मृत्युका नाश 
होता है। दीप देते समय इस प्रकार कहना चाहिये-- 
'मृत्यु', पाशधारी काल और अपनी पलीके साथ 
सूर्यनन्दन यमराज त्रयोदशीको दीप देनेसे प्रसन्न हों ।'* 
कार्तिक कृष्णा चतुर्दशीको चन्द्रोदयके समय नरकसे 
डरनेवाले मनुष्योंको अवश्य स्नान करना चाहिये। जो 
चतुर्दशीको प्रातःकाल स्त्रान करता है, उसे यमलोकका 
दर्शन नहीं करना पड़ता । अपामार्ग (ओंगा या चिचड़ा), 
तुम्बी (लौकी), प्रपुन्नाट (चकवड़) और कट्फल 
(कायफल) ---इनको स्क्रानके नीचमें मस्तकपर घुमाना 
चाहिये । इससे नरकके भयका नाश होता है। उस समय 
इस प्रकार प्रार्थना करे--'हे अपामार्ग ! मैं हराईके ढेले, 
काँटे और पत्तोंसहित तुम्हें बार-बार मस्तकपर घुमा रहा 
हूँ। मेरे पाप हर ल््रे।'† यों कहकर अपामार्ग और 
चकवड़को मस्तकपर घुमाये। तत्पश्चात्‌ यमराजके 
नामोंका उच्चारण करके तर्पण करें! वे नाम-मन्त्र इस 
प्रकार हैं--यमाय नमः, धर्मराजाय नमः, मृत्यवे 
जमः, अन्तकाय नमः, वैवस्वताय नमः, कारू 


२ मृत्युना पाशहस्तेन कालेन भार्यया सह । त्रयोदश्यो 


दीपदानात्सूर्यज: प्रीयतामिति ॥ (१२४ । ५) 


क सीवालोष्टसमायुक्तः सकण्टकदत्परन्वितः । हर पापमपामार्ग श्राम्यमाणः पुनः पुनः॥ (९२४११) 


उत्तरखण्ड ] 


* भगबत्पूजन, दीपदानादि कृत्य, गोवर्थन-पूजा,यमहितीयाके कृत्योंका वर्णन » 


७८१ 


नमः, सर्वभूतक्षयाय नमः, औदुम्बराय नमः, दश्चाय 
नमः, नीलाय नमः, परमेष्ठिने नमः, वृकोदराय नमः, 
चित्राय नमः, चित्रगुप्ताय नमः । 
देवताओंका पूजन करके दीपदान करना चाहिये । 
इसके बाद रात्रिक आरम्भमें भिन्न-भिन्न स्थानोपर मनोहर 
दीप देने चाहिये। ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदिके 
मन्दिरोमें, गुप्त गृहोंमें, देववृक्षोंके नीचे, सभाभवनमें, 
नदियोंके किनारे, चहारदीवारीपर, बगीचेमें, बावलीके 
तटपर, गली-कूचोंमें, गृहोच्चानमै तथा एकान्त 
अश्वशालाओं एवं गजशालाओमे भी दीप जलाने 
चाहिये। इस प्रकार रात व्यतीत होनेपर अमावास्याको 
प्रातःकाल श्ञान करे और भक्तिपूर्वक देवताओं तथा 
पितरोंका पूजन और उन्हें प्रणाम करके पार्वण श्राद्ध करे; 
फिर दही, दूध, घी आदि नाना कारके भोज्य पदार्थो- 
द्वारा ब्राह्मणोंकी भोजन कराकर उनसे क्षमा-्रार्थना करे । 
तदनन्तर भगवान्के जागनेसे पहले र्त्रियोंके द्वारा 
'लक्ष्मीजीको जगाये। जो प्रबोधकाल (ब्राह्ममुहूर्त) में 
'लक्ष्मीजीको जगाकर उनका पूजन करता है, उसे धन- 
सभ्पत्तिकी कमी नहीं होती! तत्पश्चात्‌ प्रातःकाल 
(कार्तिकशुक्का ्रतिपदाको) गोवर्धनका पूजन करना 
चाहिये। उस समय गौओं तथा बैलॉको आभूषणोंसे 
'सजाना चाहिये। उस दिन उनसे सवारीका काम नहीं 
लेना चाहिये तथा गायोंको दुहना भी नहीं चाहिये। 
पूजनके पश्चात्‌ गोवर्धनसे इस प्रकार प्रार्थना करे 
गोवर्धन शराधार गोकुस्तत्राणकारक ॥ 
विष्णुबाहुकृतोच्छाय गवां कोटिप्रदो भव । 
या लक्ष्मीलॉकपालानां धेनुरूपेण संस्थिता ॥ 
घृतं वहति यज्ञार्थे मभ पापं व्यपोहतु । 
अप्रतः सन्तु मे गावो गावो मे सन्तु पृष्ठतः । 
गावो मे हृदये सन्तु गयां मध्ये वसाम्यहम्‌ ॥ 
(१२४।३१- ३२) 


“पृथ्वीको धारण करनेवाले गोवर्धन! आप 
गोकुलके रक्षक हैं । भगवान्‌ श्रीकृष्णने आपको अपनी 
भुजाओंपर उठाया था। आप मुझे कोटि-कोटि गौएँ 
अदान करें। लोकपालोंकी जो लक्ष्मी घेनुरूपमें स्थित हैं 
और यज्ञके लिये घृत प्रदान करती है, वह मेरे पापको 
दूर करे । मेरे आगे गौ रहें, मेरे पीछे भी गौर रहें, मेरे 
हृदयमें गौओंका निवास हो तथा मैं भी गौऑके नीचमें 
निवास करूँ !' 

कार्तिक शुक्पश्षकी द्वितीयाको पूर्वाहमें यमकी 
पूजा करे । यमुनामें स्नान करके मनुष्य यमलोकको नहीं 
देखता । कार्तिक शुक्ला द्वितीयाको पूर्वकालमें यमुनाने 
यमराजको अपने घरपर सत्कारपूर्वक भोजन कराया था। 
उस दिन नारकी जीवॉको यातनासे छुटकारा मिला और 
उन्हें तृप्त किया गया । जे पाप-मुक्त होकर सब बन्धनोंसे 
छुटकारा पा गये और सब-के-सब यहाँ अपनी इच्छाके 
अनुसार संतोषपूर्वक रहे । उन सबने मिलकर एक महान्‌ 
उत्सब मनाया, जो यमलोकके राज्यको सुख पहुँचाने- 
बाला था। इसीलिये यह तिथि तीनों लोकॉमें 
यमद्वितीयाके नामसे विख्यात हुई; अतः विद्वान, पुरुषॉको 
उस दिन आपने घर भोजन नहीं करना चाहिये। वे 
खहिनके घर जाकर उसीके हाथसे मिले हुए अन्नको, जो 
पुष्टिवर्धक है, ख्ेहपूर्वक भोजन करें तथा जितनी बहिनें 
हों, उन सनको पूजा और सल्कारके साथ विधिपूर्वक 
सुवर्ण, आभूषण एवं वस्त्र दें। सगी बहिनके हाथका 
अन्न भोजन करना उत्तम माना गया है । उसके अभावमें 
किसी भी बहिनके हाथका अन्न भोजन करना चाहिये । 
वह जलको बढ़ानेवाला है । जो लोग उस दिन सुवासिनी 
बहिनोंको वरू-दान आदिसे सन्तुष्ट करते हैं, उन्हें एक 
सालतक कलह एवं झत्रुके भयका सामना नहीं करना 
पड़ता । यह प्रसङ्ग धन, यश, आयु, धर्म, काम एवं 
अर्थकी सिद्धि करनेवाला है। 


fo और पनननन+ 


७८२ 


भ्रबोधिनी एकादशी और उसके जागरणका महत्त्व तथा भीष्मपञ्चक-व्रतकी विधि एवं महिमा 


महादेवजी कहते हैं--सुरश्रेष्ठ कार्तिकेय ! अब 
प्रबोधिनी एकादशीका माहात्म्य सुनो । यह पापका नाशक, 
पुण्यकी वृद्धि करनेवाला तथा तत्वचिन्तनपरायण 
पुरुषॉको मोक्ष देनेवाला है । समुद्रसे लेकर सरोवरोंतक 
जितने तीर्थ हैं, वे भी तभीतक गरजते हैं जबतक कि 
कार्तिकमें श्रीहरिकी प्रबोधिनी तिथि नहीं आती। 
अबोधिनीको एक ही उपवाससे सहस्र अश्वमेध और सौ 
राजसूय यशॉका फल मिल जाता है। इस चराचर 
त्रिलोकीमें जो वस्तु अत्यन्त दुर्लभ मानी गयी है, उसे भी 
माँगनेपर हरिबोधिनी एकादशी प्रदान करती है। यदि 
हरिबोधिनी एकादशीको उपवास किया जाय तो वह 
अनायास ही ऐश्वर्य, सन्तान, ज्ञान, राज्य और सुख- 
सम्पत्ति प्रदान करती है । मनुष्यके किये हुए मेरुपर्वतके 
समान बड़े-बड़े पापॉको भी हरिबोधिनी एकादशी एक ही 
उपवाससे भस्म कर डालती है । जो प्रबोधिनी एकादशीको 
स्वभावसे ही विधिपूर्वक उपवास करता है, वह शास्त्रोक्त 
'फलका भागी होता है। प्रबोधिनी एकादशीको रात्रिमें 
जागरण करनेसे पहलेके हजारों जन्मोंकी की हुई पापराझि 
रूईके ढेरकी भाँति भस्म हो जाती है। 
रात्रिमें जागरण करते समय भगवत्सम्बन्धी गीत, 
खादय, नृत्य और पुराणोंके पाठकी भी व्यवस्था करनी 
चाहिये । धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, गन्ध, चन्दन, फल और 
अर्ध्य आदिसे भगवानकी पूजा करनी चाहिये । मनमें 
श्रद्धा रखकर दान देना और इन्द्रियोंको संयममें रखना 
चाहिये। सत्यभाषण, निद्राका अभाव, प्रसन्नता, 
शुभकर्ममें प्रवृत्ति, मनमें आश्चर्य और उत्साह, आलस्य 
आदिका त्याग, भगवान्‌की परिक्रमा तथा नमस्कार--इन 
बातोंका यलपूर्वक पालन करना चाहिये । महाभाग ! 
प्रत्येक पहरमें उत्साह और उमङ्गके साथ भक्तिपूर्वक 
भगवान्‌की आरती उतारनी चाहिये । जो पुरुष भगवानके 
समीप एकाग्रचित्त होकर उपर्युक्त गुणॉसे युक्त जागरण 


करता है, वह पुनः इस पृथ्वीपर जन्म नहीं लेता । जो. 


धनकी कृपणता छोड़कर इस प्रकार भक्तिभावसे 


एकादशीको जागरण करता है, वह परमात्मामें लीन हो 
जाता है। जो कार्तिकमें पुरुषसूक्तके द्वारा प्रतिदिन 
श्रीहरिका पूजन करता है, उसके द्वारा करोड़ों वर्षोतक 
भगवानकी पूजा सम्पन्न हो जाती है । जो मनुष्य पाञ्चरात्रमें 
बतायी हुई यथार्थ विधिके अनुसार कार्तिकमें भगवानका 
पूजन करता है, वह मोक्षका भागी होता है ! जो कार्तिकमें 
“ॐ नमो नारायणाय' इस मन्त्रके द्वारा श्रीहरिकी अर्चना 
करता है, यह नरकके दुःखोंसे छुटकारा पाकर अनामय 
पदको आप्त होता है। जो कार्तिकमें शरीविष्णुसह्ननाम 
तथा गजेन््र-मोक्षका पाठ करता है, उसका पुनर्जन्म नहीं 
होता । उसके कुलमें जो सैकड़ों, हजारों पुरुष उत्पन्न हो 
चुके हैं, वे सभी श्रीबिष्णुधामको प्राप्त होते हैं। अतः 
एकादशीको जागरण अवश्य करना चाहिये। जो 
कार्तिकमें रात्रिके पिछले पहरमें भगवानके सामने 
स्तोत्रगान करता है, बह अपने पितरोंके साथ श्वेतद्वीपमें 
निवास करता है। जो मनुष्य कार्तिक-शुक्षपक्षमें 
एकादशीका ब्रत पूर्ण करके प्रातःकाल सुन्दर कलश दान 
करता है, वह श्रीहरिके परमधामको प्राप्त होता है । 

ब्रतधारियोंमें श्रेष्ठ कार्तिकेय ! अब मैं तुम्हें महान्‌ 
पुण्यदायक व्रत बताता हूँ। यह व्रत कार्तिके अन्तिम 
पाँच दिनोंमें किया जाता है। इसे भीष्मजीने भगवान्‌ 
बासुदेवसे प्राप्त किया था, इसलिये यह व्रत भीष्मपञ्चक 
नामसे प्रसिद्ध है । भगवान्‌ केशवके सिवा दूसरा कौन 
ऐसा है, जो इस व्रतके गुणोंका यथावत्‌ वर्णन कर सके। 
वसिष्ठ, भृगु और गर्ग आदि मुनीश्वरेनि सत्ययुगके 
आदिमें कार्तिकके झुक्कपक्षमें. इस पुरातन धर्मका 
अनुष्ठान किया था। राजा अम्बरीषने भी त्रेता आदि 
युगोमि इस व्रतका पालन किया था। ब्राह्मणेनि 
अहाचर्यपालन, जप तथा हवन कर्म आदिके द्वारा और 
्षत्रियों एवं दैश्योनि सत्य-शौच आदिके पालनपूर्वक इस 
ब्रतका अनुष्ठान किया है । सत्यहीन मूढ़ मनुष्यॉके लिये 
इस व्रतका अनुष्ठान असम्भव है । जो इस व्रतको पूर्ण 
कर लेता हैं, उसने मानो सब कुछ कर लिया। 


उत्तरखण्ड ] 


५ प्रबोधिनी एकादशी और उसके जागरणका महत्त्व, भीष्पपक्चक-ब्रतकी विधि » 


७८३ 


कार्तिकके शुक्कपक्षरमे एकादशीको विधिपूर्वक स्त्रान 
करके पाँच दिनोंका त्रत अहण करे । तरती पुरुष प्रातः- 
'सतरानके बाद मध्याहके समय भी नदी, झरने या पोखरेपर 
जाकर शरीरमें गोबर रूगाकर विशेषरूपसे स्त्रान करे । 
फिर चावल, जौ और तिलोंके द्वारा क्रमशः देवताओं, 
ऋषियों और पितरोंका तर्पण करे। मौनभावसे स्त्रान 
करके धुले हुए वस्त्र पहन दृढतापूर्वक ब्रतका पालन 
करे। ब्राह्मणको पञ्चरत्र दान दे। लक्ष्मीसहित भगवान्‌ 
विष्णुका प्रतिदिन पूजन करे। इस पञ्चकब्रतके 
अनुष्ठानसे मनुष्य वर्षभरके सम्पूर्ण ब्रतोका फल प्राप्त कर 
लेता है। जो मनुष्य निग्नाङ्कित मन्त्रोसे भीष्मको जलदान 
देता और अर्घ्यके द्वारा उनका पूजन (सत्कार) करता है, 
वह मोक्षका भागी होता है । मन्त्र इस प्रकार है-- 
खैयाघ्रपद्यागोत्राय साँकृत्यप्रवराय च। 
अनपत्याय भीष्माय उदकं भोष्मवर्मणे ॥ 


चसूनामवताराय न्तनोरात्मजाय च। 
अध्य ददामि भीष्माय आजन्मग्रहाचारिणे ॥ 
(१२५।४३-४४) 


“जिनका गोत्र वैयाघ्रपद्य और प्रवर सांकृत्य है, उन 
सन्तानरहित राजर्षि भीष्मके लिये यह जल समर्पित है । 
जो बसुओंके अवतार तथा राजा झन्तनुके पुत्र हैं, उन 
आजन्म ब्रह्मचारी भीष्मको मैं अर्घ्य दे रहा हूँ।' 

तत्पश्चात्‌ सब पापोंका हरण करनेवाले श्रीहरिका 
पूजन करे । उसके बाद प्रयत्नपूर्वक भीष्मपञ्चक-द्रतका 
पालन करना चहिये। भगवानको भक्तिपूर्वक जलसे 
नान कराये । फिर मधु, दूध, घी, पञ्चगव्य, गन्ध और 
चन्दनमिश्रित जलसे उनका अभिषेक करे। तदनन्तर 
सुगन्धित चन्दन और केशरमें कपूर और खस मिलाकर 
भगवानके श्रीविग्रहपर उसका लेप करे । फिर गन्ध और 
धूपके साथ सुन्दर फूलोंसे श्रीहरिकी पूजा करे तथा 
उनकी प्रसन्रताके लिये भक्तिपूर्वक घी मिलाया हुआ 
गूगल जलाये । लगातार पाँच दिनोंतक भगवानक्रे समीप 
दिन-रात दीपक जलाये रखे। देवाधिदेव श्रीविष्णुको 
जैवेद्यके रूपमें उत्तम अन्न निवेदन करे। इस प्रकार 
भगवानका स्मरण और उन्हें प्रणाम करके उनकी अर्चना 


करे । फिर 'ॐ नमो खासुदेवाय' इस मन्त्रका एक सौ 
आठ बार जप करे तथा उस षडक्षर मन्त्रके अन्तमें 
स्वाहा” पद जोड़कर उसके उच्चारणपूर्वक घृतमिश्रित 
तिल, चावल और जौ आदिसे अभिमें हवन करे। 
सायंकालमें सन्ध्योपासना करके भगवान्‌ गरुड्ध्वजको 
प्रणाम करे और पूर्ववत्‌ षडक्षर मन्त्रका जप करके 
्रत-पालनपूर्वक पृथ्वीपर शयन करे। इन सब 
विधियोंका पाँच दिनोंतक पालन करते रहना चाहिये। 

एकादशीको सनातन भगवान्‌ हृषीकेशका पूजन 
करके थोड़ा-सा गोबर खाकर उपवास करे। फिर 
द्वादशीको व्रती पुरुष भूमिपर बैठकर मन्त्रोचारणके साथ 
गोमूत्र पान करे। त्रयोदशीको दूध पीकर रहे। 
चतुर्दशीको दही भोजन करे। इस प्रकार दारीरकी 
शुद्धिके लिये चार दिनोंका लङ्घन करके पाँचनें दिन 
स्त्रानके पश्चात्‌ विधिपूर्वक भगवान्‌ केशवकी पूजा करे 
और भक्तिके साथ ब्राह्मणोंको भोजन कराकर उन्हें 
दक्षिणा दे । पापनुद्धिका परित्याग करके बुद्धिमान्‌ पुरुष 
ब्रह्मचर्यका पालन करे। शाकाहारसे अथवा मुनियोंके 
अन्न (तिन्रीके चावल) से इस प्रकार निर्वाह करते हुए 
मनुष्य श्रीकृष्णके पूजनमें संलग्न रहे | उसके खाद रात्िमें 
पहले पञ्चगव्य पान करके पीछे अन्न भोजन करे। इस 
प्रकार भलीभाँति ब्रतकी पूर्ति करनेसे मनुष्य शास्त्रोक्त 
फलका भागी होता है। इस भीष्म-त्रतका अनुष्ठान 
करनेसे मनुष्य परमपदको प्राप्त करता है । स्ियोंको भी 
अपने स्वामीकी आज्ञा लेकर इस धर्मवर्धक ब्रतका 
अनुष्ठान करना चाहिये। बिघवाएँ भी मोक्ष-सुखकी 
वृद्धि, सम्पूर्ण कामनाऑकी पूर्ति तथा पुण्यकी प्राप्तिके 
लिये इस ब्रतका पालन करें । भगवान्‌ विष्णुके चिन्तनमें 
लगे रहकर प्रतिदिन बलिवैश्वदेव भी करना चाहिये । यह 
आरोग्य और पुत्र प्रदान करनेवाला तथा महापातकोंका 
नाश करनेवाला है । एकादशीसे लेकर पूर्णिमातकका जो 
ब्रत है, वह इस पृथ्वीपर भीष्मपञ्चकके नामसे विख्यात 
है। भोजनपरायण पुरुषके लिये इस ब्रतका निषेध है। 
इस ब्रतका पालन करनेपर भगवान्‌ विष्णु शुभ फल 
प्रदान करते हैं। 


छट 


+ अर्चयस्व इषीकेशे यदीच्छसि परं पदम्‌ » 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


4८५७४४७५७५ ६३५ ७५३९७७५१७७ ६ ३३३ ७४३७ ९७७३३७७७३३ ७७७७७७७७७७ ३०७७७७७७७६ ७७ ७७७७७ ४५७७७७%७७७%७ ७७७७७७७७७७ 


महादेवजी कहते हैं--यह मोक्षदायक शास्त्र 
अनधिकारी पुरुषोंके सामने प्रकाशित करनेयोग्य नहीं है । 
जो मनुष्य इसका श्रवण करता है, वह मोक्षको प्राप्त होता 
है। कार्तिकेय ! इस व्रतको यत्रपूर्वक गुप्त रखना 
चाहिये। जो त्यागी मनुष्य हैं, वे भी यदि इस व्रतका 
अनुष्ठान करें तो उनके पुण्यको बतलानेमें मैं असमर्थ 
हूँ। इस प्रकार कार्तिक मासका जो कुछ भी फल है, वह 
सन मैंने नतल दिया। 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण कहते हैं--देवदेव भगवान्‌ 
शाङ्करने पुत्रकी मङ्गल-कामनासे यह ब्रत उसे बताया 
था। पिताके वचन सुनकर कार्तिकेय आनन्दमग्न हो 
गये । जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इस कार्तिकमाहात्यका पाठ 
करता, सुनता और सुनकर हृदयमें धारण करता है, वह 
सन पापोंसे मुक्त हो भगवान्‌ विष्णुके लोकमें जाता है। 
इस माहात्म्यका श्रवण करनेमात्रसे ही धन, धान्य, यश, 
पुत्र, आयु और आरोग्यकी प्राप्ति हो जाती है। 


खनन आ च 


भक्तिका स्वरूप, शालग्रामशिलाकी महिमा तथा वैष्णवपुरुषोंका माहात्म्य 


श्रीपार्वतीजीने पूछा--प्रभो ! विश्वेश्वर ! श्रेष्ठ 
भक्तिका क्या स्वरूप है, जिसके जाननेमात्रसे मनुष्योंको 
सुख प्राप्त होता है? 
महादेवजी बोखे---देवि ! भक्ति तीन प्रकारकी 
नतायी गयी है--सात्त्विकी, राजसी और तामसी । इनमें 
सात्त्विकी उत्तम, राजसी मध्यम और तामसी कनिष्ठ है। 
मोक्षरूप फलकी इच्छा रखनेवाले पुरुषोंको श्रीहरिकी 
उत्तम भक्ति करनी चाहिये। अहङ्कारको लेकर या 
दूसरोंको दिखानेके लिये अथवा ईर्ष्याबश या दूसरोंका 
संहार करनेकी इच्छासे जो किसी देवताकी भक्ति की 
जाती है, यह तामसी नतायी गयी है। जो जिषयोंकी 
इच्छा रखकर अथवा यश और ऐशर्यकी ग्राप्तिके लिये 
भगवानकी पूजा करता है, उसकी भक्ति राजसी मानी 
गयी है। ज्ञान-परायण ब्राह्मणोंको कर्म-बन्धनका नाझ 
करनेके लिये श्रीविष्णुके प्रति आत्मसमर्पणकी बुद्धि 
करनी चाहिये। यही सात्त्विकी भक्ति है। अतः देवि ! 
सदा सन प्रकारसे श्रीहरिका सेवन करना चाहिये। 
तामसभावसे तामस, राजससे राजस और सास्विकसे 
सात्विक गति प्राप्त होती है। भगवान्‌ गोविन्दमें भक्ति 
रखनेवाले पुरुषोंको समस्त देवता प्रसन्नतापूर्वक शान्ति 
देते हैं, ब्रह्मा आदि देवेश्वर उनका मङ्गल करते हैं और 


अधान-प्रधान मुनीश्वर उन्हें कल्याण प्रदान करते है । जो 
भगवान्‌ गोविन्दमें भक्ति रखते हैं, उनके लिये भूत- 
पिशाचोंसहित समस्त ग्रह शुभ हो जाते हैं। रह्मा आदि 
देवता उनपर प्रसन्न होते हैं तथा उनके घरोंमें लक्ष्मी सदा 
स्थिर रहती है। भगवान्‌ गोविन्दमें भक्ति रखनेवाले 
मानबॉके शरीरमें सदा गङ्गा, गया, नैमिषारण्य, काशी, 
अयाग और कुरुक्षेत्र आदि तीर्थ निवास करते हैं।* 

इस प्रकार विद्वान्‌ पुरुष भगवती लक्ष्मीसहित 
भगवान्‌ विष्णुकी आराधना करे । जो ऐसा करता है, बह 
ज्राह्मण सदा कृतकृत्य होता है--इसमें तनिक भी सन्देह 
नहीं है । पार्वती ! क्षत्रिय वैश्य अथवा शूद्र ही क्यों न 
-हो--जो भगवान्‌ विष्णुकी विशेषरूपसे भक्ति करता है, 
वह निस्सन्देह मुक्त हो जाता है।† 

पार्वतीजीने पूछा--सुरेश्वर ! इस पृथ्बीपर 
झालग्रामशिलाकी विशुद्ध मूर्तियाँ नहुत-सी हैं, उनमेंसे 
कितनी मूर्तियोंको पूजनमें अहण करना चाहिये । 

महादेवजी बोले--देवि ! जहाँ शालग्राम- 
शिलाकी कल्याणमयी मूर्ति सदा विराजमान रहती है, 
उस घरको नेदोमें सन तीर्थासे श्रेष्ठ बताया गया है। 
ब्राहाणोको पाँच, क्षत्रियोंको चार, वैदयोंको तीन और 
शूट्लॉको एक ही शालआममूर्तिका यलपूर्वक पूजन करना 


आ गञ्जागयानैभिचपुष्कराणि काशी प्रयाग: कुरुजाङगस्त्रनि । त्तिष्ठन्ति देहे कृतभक्तिपपूर्व गोघिन्दर्भाक्ति वहता नराणाम्‌॥ (१२६ । १७) 
+ क्षत्रियो याऽथ वैस्यो का शु का सुरसत्तमे। भक्ति कुर्वन्‌ विशेषेण मुक्ति फति न संशयः ॥ (१२६ । १९) 


उत्तरखण्ड ] 


= भक्तिका स्वरूप, शारूप्रामशित्त्रकी महिमा तथा वैष्णवपुरुषोंका माहाख्य + 


७८५ 


चाहिये। ऐसा करनेसे जे इस लोकमें समस्त भोगोंका 
उपभोग करके अन्तमें भगवान्‌ विष्णुके सनातन घामको 
जाते हैं। यह शालग्रामशिला भगवानकी सबसे बड़ी 
मूर्ति है, जो पूजन करनेपर सदा पापोंका अपहरण 
करनेवाली और मोक्षरूप फल देनेवाली है। जहाँ 
शालग्रामरिला बिराजती है, वहाँ गङ्गा, यमुना, गोदावरी 
और सरस्वती---सभी तीर्थ निवास करते हैं, इसमें तनिक 
भी सन्देह नहीं है। अतः मुक्तिकी इच्छा रखनेवाले 
पुरुषोंकी इसका भलीभाँति पूजन करना चाहिये। 
देवेश्वरि ! जो भक्तिभावसे जनार्दनका पूजन करते हैं, 
उनके दर्शनमात्रसे ब्रह्महत्याय भी शुद्ध हो जाता है । पितर 
सदा यही बातचीत किया करते हैं कि हमारे कुलमें 
वैष्णव पुत्र उत्पन्न हों, जो हमारा उद्धार करके हमें 
विष्णुधाममें पहुँचा सकें। बही दिवस धन्य है, जिसमें 
भगवान्‌ विष्णुका पूजन किया जाय और उसी पुरुषकी 
माता, बन्धु-बान्धव तथा पिता धन्य हैं, जो श्रीविष्णुकी 
अर्चना करता है। जो लोग भगवान्‌ विष्णुकी भक्तिमें 
तत्पर रहते हैं, उन सनको परम धन्य समझना चाहिये !* 
वैष्णव पुरुषोंके दर्शनमात्रसे जितने भी उपपातक और 
महापातक हैं, उन सबका नाश हो जाता है। भगवान्‌ 
विष्णुकी पूजामें संलग्न रहनेवाले मनुष्य अग्निकी भाँति 
तेजस्वी प्रतीत होते हैं। वे मेधॉके आवरणसे उन्मुक्त 
चन्द्रमाकी भाँति सब पापोंसे मुक्त हो जाते हैं । वैष्णवोके 
पूजनसे बड़े-बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। आर्द्र (स्वेच्छासे 
किया हुआ पाप), शुष्क (अनिच्छासे किया हुआ 
पाप), लघु और स्थूल, मन, वाणी तथा शरीरद्वारा किया 
हुआ, प्रमादसे होनेवाला तथा जानकर और अनजानमें 


किया हुआ जो पाप है, वह सब वैष्णनेकि साथ 
वार्तालाप करनेसे नष्ट हो जाता है । साधु पुरुषॉंके दर्शनसे 
'पापहीन पुरुष स्वर्गको जाते हैं और पापिष्ठ मनुष्य पापसे 
रहित--शुद्ध हो जाते हैं । यह बिलकुल सत्य जात है। 
भगवान्‌ विष्णुका भक्त पवित्रको भी पवित्र ननानेवाला 
तथा संसाररूपी कीचड्के दागको धो डालनेमें दक्ष होता 
है। इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है।† 

जो विष्णुभक्त प्रतिदिन भगवान्‌ मधुसूदनका स्मरण 
करते हैं, उन्हें विष्णुमय समझना चाहिये। उनके 
विष्णुरूप होनेमें तनिक भी सन्देह महीं है । भगवानके 
श्रीविग्रहका वर्ण नूतन मेघोंकी नील घटाके समान श्याम 
एवं सुन्दर है। नेत्र कमलके समान विकसित एवं 
विशाल हैं | वे अपने हाथोमें शङ्ख, चक्र, गदा और पद्म 
धारण किये हुए हैं। शरीरपर पीताम्बर शोभा पा रहा है। 
वक्षःस्थल कौस्तुभमणिसे देदीप्यमान है । श्रीहरि गलेमें 
बनमाला धारण किये हुए हैं। कुण्डलोंकी दिव्य ज्योतिसे 
उनके कपोल और मुखकी कान्ति बहुत बढ़ गयी है। 
किरीटसे मस्तक सुशोभित है । कलाइयोंमें कंगन, बाँहोंमें 
भुजनेद और चरणोंमे नूपुर शोभा दे रहे है । मुख-कमल 
असन्रतासे खिला हुआ है। चार भुजाएँ हैं और साथमे 
भगवती लक्ष्मीजी विराजमान हैं । पार्वती ! जो ब्राह्मण 
भक्तिभावसे युक्त हो इस प्रकार श्रीविष्णुका ध्यान करते 
हैं, वे साक्षात्‌ विष्णुके स्वरूप हैं वे ही वास्तवमें वैष्णव 
हैं---इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है। देनेश्वरि ! उनका 
दर्शनमात्र करनेसे, उनमें भक्ति रखनेसे, उन्हें भोजन 
कणनेसे तथा उनकी पूजा करनेसे निश्चय ही 
बैकुण्ठधामकी प्राप्ति होती है । ३: 


a औ लाल 


* पितरः संवदन्त्येतत्कुलेञ्स्माकै तु वैष्णवाः ॥ 


ये स्युस्तेञस्मान्समुद्धत्य नयन्ते विष्णुमन्दिरम्‌। स एव दिवसो धन्यो घन्या माताऽथ बान्धवाः ॥ 
पिता तस्य च यै भन्यो यस्तु विष्णु समर्चयेत्‌ । सर्वे धन्यतमा ज्ञेया विष्शुभक्तिपरायणाः ॥ (१२७। १४-१६) 


+ संसारकर्दमारेपभक्षालननिशारदः 


॥ पावनः पावनानां च विष्णुभक्तो न संशयः। (१२७।२१-२२) 


उ वेशं दर्शनमात्रेण भक्त्या चा भोजनेन वा। पूजनेन च देवेशि वैकुष्ठं लभते घुवम्‌॥ (१२७। २८) 


८६ 


* अर्चयस्व हषोकेश यदीच्छसि परं पदम्‌ « 


[ संक्षिप्त पदापुराण 


भगवत्स्मरणका प्रकार, भक्तिकी महत्ता, भगवत्तत्त्वका ज्ञान, प्रारब्धकर्मकी 
अबलता तथा भक्तियोगका उत्कर्ष 


श्रीपार्वतीजीने पूछा---प्रभो! अविनाशी 
भगवान्‌ वासुदेवका स्मरण कैसे करना चाहिये ? 
श्रीमहादेखजी बोले- देवेश्वरि ! मैं वास्तविक- 
रूपसे भगवानके स्वरूपका साक्षात्कार करके निरन्तर 
उनका स्मरण करता रहता हूँ। जैसे प्यासा मनुष्य बडी 
व्याकुलताके साथ पानीकी याद करता है, उसी प्रकार मैं 
भी आकुल होकर श्रीविष्णुका स्मरण करता हूँ। जिस 
प्रकार सर्दीका सताया हुआ संसार अग्रिका स्मरण करता 
है, वैसे ही देवता, पितर, ऋषि और मनुष्य निरन्तर 
भगवान्‌ विष्णुका चिन्तन करते रहते हैं। जैसे पतिव्रता 
नारी सदा पतिकी याद किया करती है, भयसे आतुर 
मनुष्य किसी निर्भय आश्रयको खोजता फिरता है, धनका 
लोभी जैसे धनका चिन्तन करता है और पुत्रकी इच्छा 
रखनेवाल्त् मनुष्य जैसे पुत्रके लिये लालायित रहता है, 
उसी प्रकार मैं भी श्रीविष्णुका स्मरण करता हूँ । जैसे हंस 
मानसरोवरको, ऋषि भगवान्‌के स्मरणको, वैष्णव 
भक्तिको, पशु हरी-हरी घासको और साधु पुरुष धर्मको 
चाहते हैं, वैसे ही मैं श्रीविष्णुका चिन्तन करता हूँ।* 
जैसे समस्त आणियोंको आत्माका आश्रयभूत शरीर प्रिय 
है, जिस प्रकार जीव अधिक आयुकी अभिलाषा रखते 
है, जैसे भ्रमर पुष्पको, चक्रवाक सूर्यको और परमात्माके 
ग्रेमीजन भक्तिको चाहते हैं, उसी प्रकार मैं भी 


श्रीविष्णुका स्मरण करता हूँ । जैसे अन्धकारसे घबराये 
हुए लोग दीपक चाहते हैं, उसी प्रकार साधु पुरुष इस 
जगत्में केवल भगवानके स्मरणकी इच्छा रखते हैं । जैसे 
थके-माँदे मनुष्य बिश्राम, रोगी निद्रा और आळलस्यहीन 
पुरुष विद्या चाहते हैं, उसी प्रकार मैं भी श्रीविष्णुका 
स्मरण करता हूँ। जैसे सूर्यकान्तमणि और सूर्यकी 
किरणोंका संयोग होनेपर आग प्रकट हो जाती है, उसी 
प्रकार साधु पुरुषोंके संसर्गसे श्रीहरिके प्रति भक्ति उत्पन्न 
होती है। जैसे चन्द्रकान्तमणि चन्द्रकिरणोंके संयोगसे 
द्रवीभूत होने लगती है, उसी प्रकार वैष्णव पुरुषॉके 
संयोगसे स्थिर भक्तिका प्रादुर्भाव होता है । जैसे कुमुदिनी 
चन्द्रमाको देखकर खिल जाती है, उसी प्रकार भगवान्‌के 
प्रति की हुई भक्ति मनुष्योंको सदा मोक्ष प्रदान करनेवाली 
है।† भक्तिसे, स्रेहसे, द्रेषभावसे, स्वामि-सेवक-भावसे 
अथवा विचारपूर्वक बुद्धिके द्वारा जिस किसी भावसे भी 
जो भगवान्‌ जनार्दनका चिन्तन करते हैं, वे इस लोकें 
सुख भोगकर अन्तमेँ श्रीविष्णुके सनातन धामको जाते 
हैं। ई अहो ! भगवान्‌ बिष्णुका माहात्म्य अद्भुत है। 
उसपर विचार करनेसे रोमाञ्च हो आता है । भगवानका 
जैसे-तैसे किया हुआ स्मरण भी मोक्ष देनेवाला है। बढे 
हुए धनसे और विपुल बुद्धिसे भगवानकी प्राप्ति नहीँ 
होती; केवल भक्तियोगसे ही क्षणभरमें भगवानका आपने 


* हंसा मानसमिच्छन्ति ऋषयः स्मरणे हरेः । भक्ताश्च भक्तिमिच्छन्ति तथा विष्णु स्मराम्यहम्‌ ॥ (१२८ ।७) 


t सूर्यकान्तरवेयाँगाइहिस्तत्र 


प्रजायते ॥ 


एवं वै साधुसंयोगाद्धरौ भक्तिः प्रजायते। शतररिमिशिला यद्दचन्द्रयोगादपः स्तरनेत्‌ ॥. 


एवं वैष्णवसंयोगाद्भ्तिर्भवति 


झाश्चती | कुमुद्वती यथा सोमं दृष्टा पुष्पे विकासते ॥ 


तद्वददेवे कृता भक्तिर्मुक्तिदा सर्वदा नृणाम्‌! 


(१२८ | ९४-१७) 


रे भक्त्या वा स्लेहभावेन द्वेषभावेन वा पुनः ॥ 
केऽपि स्वामित्वभायेन बुद्धया वा बुद्धिपूर्वकम्‌ । येन केनापि भावेन चिन्तयन्ति जनार्दनम्‌॥ 


इहलोके सुखं भुवत्वा यान्ति विष्णोः सनातनम्‌ । 


(१२८।२० २२) 


उत्तरखण्ड ] 


* अगवत्स्परणका प्रकार, ्रारन्धकर्मकी प्रबरूता तथा भक्तियोगका उत्कर्ष + 


Asneeseeseeseenanesseseesasesesesseseeeseeeeesesseeesseseessensessnpeeeeneseereenserheseanneetnnnk 28%. 


७८७ 


समीप दर्शन होता है । भगवान्‌ अपने समीप रहकर भी 
दूर जान पड़ते हैं--ठीक उसी तरह, जैसे आँखोंमें 
लगाया हुआ अज्ञन अत्यन्त समीप होनेपर भी दृष्टिगोचर 
नहीं होता। 
भक्तियोगके प्रभावसे भक्त पुरुषोंको सनातन 
परमात्माका प्रत्यक्ष दर्शन होता है। भगवान्‌की मायासे 
मोहित पुरुष “यह तत्त्व है, यह तत्त्व है' यों कहते हुए 
संशयमें ही पड़े रह जाते हैं। जब भक्ति-तत्त्व प्राप्त होता 
है, तभी विष्णुरूप तत्त्वकी उपलब्धि होतो है। सुन्दरि ! 
मेरी बात सुनो। इन्द्र आदि देवताओंने सुखके लिये 
अमृत प्राप्त किया था; तथापि वे विष्णुभक्तिके बिना 
दुःखी ही रह गये । भक्ति ही एक ऐसा अमृत है, जिसको 
पाकर फिर कभी दुःख नहीं होता । भक्त पुरुष बैकुण्ठ- 
धामको प्राप्त होकर भगवान्‌ विष्णुके समीप सदा 
आनन्दका अनुभव करता है। जैसे हंस हमेशा पानीको 
अलग करके दूध पीता है, उसी प्रकार अन्य कर्मोंका 
आश्रय छोड़कर केवल श्रीविष्णु-भक्तिकी ही शरण लेनी 
चाहिये। शरीरको पाकर बिना भक्तिके जो कुछ भी किया 
जाता है, वह सब व्यर्थ परिश्रममात्र होता है। जैसे कोई 
मूर्ख अपनी बाँहाँसे समुद्र पार करना चाहे, उसी प्रकार 
मूढ मानव विष्णुभक्तिके बिना संसारसागरको पार 
करनेकी अभिलाषा करता है । संसारमें बहुतेरे लोग ऐसे 
हैं, जो दूसरोंको उपदेश दिया करते हैं; किन्तु जो स्वयं 
आचरण करता हो, ऐसा मनुष्य करोड़ोंमें कोई एक ही 
देखा जाता है ।” जड़में सींचे हुए वृक्षके ही हरे-हरे पत्ते 
और शाखाएँ दिखायी देती हैं। इसी प्रकार भजनसे ही 
आगे-आगे फल प्रस्तुत होता है। जैसे जलमें जल, 
दूधमें दूध और घीमें घी डाल देनेपर कोई अन्तर नहीं 
रहता, उसी प्रकार विष्णुभक्तिके असादसे भेददृष्टि नहीं 
रहती । जैसे सूर्य सर्वत्र व्यापक है, अग्नि सब वस्तुओमें 
व्याप्त है, इन्हें किसी सङ्कुचित सीमामें आबद्ध नहीं किया 
जा सकता, उसी प्रकार भक्तिमें स्थित भक्त भी कर्मोंसे 
आबद्ध नहीं होता। 


अजामिलने अपना धर्म छोड़कर पापका आचरण 
किया था, तथापि अपने पुत्र नारायणका स्मरण करके 
उसने निश्चय ही भक्ति प्राप्त कर ली थी। जो भक्त 
दिन-रात केवल भगवत्रामके ही सहारे जीवन घारण 
करते हैं, वे वैकुण्ठधामके निवासी है--इस विषयमें 
बेद ही साक्षी हैं। अश्वमेध आदि यज्ञोंका फल स्वर्गमें 
भी देखा जाता है। उन यज्ञोंका पूरा-पूरा फल भोगकर 
मनुष्य पुनः स्वर्गसे नीचे गिर जाते हैं; परन्तु जो भगवान्‌ 
विष्णुके भक्त हैं, वे अनेक प्रकारके भोगॉका उपभोग 
करके इस प्रकार नीचे नहीं गिरते । वैकुण्ठधाममें पहुँच 
जानेपर उनका पुनरागमन नहीं होता। जिसने भगवान्‌ 
विष्णुकी भक्ति की है, वह सदा विष्णुधाममें ही निवास 
करता है। विष्णु-भक्तिके प्रसादसे उसका कभी अन्त 
नहीं देखा गया है । मेढक जलमें रहता है और भेरा 
बनमें; परन्तु कुमुदिनीकी गन्धका ज्ञान भैवरेको ही होता 
है, मेढकको नहीं। इसी प्रकार भक्त अपनी भक्तिके 
प्रभावसे श्रीहरिके तत्वको जान लेता है। कुछ लोग 
गङ्गाके किनारे निवास करते हैं और कुछ गङ्गासे सौ 
'योजन दूर; किन्तु गङ्गाका प्रभाव कोई-कोई ही जानता 
है। इसी प्रकार कोई उत्तम पुरुष ही श्रीविष्णुभक्तिको 
उपलब्ध कर पाता है। जैसे ऊँट प्रतिदिन कपूर और 
अरगजेका बोझ ढोता है किन्तु उनके भीतरकी सुगन्धको 
नहीं जानता, उसी प्रकार जो भगवान्‌ विष्णुकी भक्तिसे 
विमुख हैं, ले भक्तिके महत्त्वको नहीं जान पाते। 
कस्तूरीकी सुगन्धको अहण करनेकी इच्छावाळे मृग 
झालवृक्षको सूँघा करते हैं। उनकी नाभिमें ही कस्तूरीकी 
गन्ध है--इस बातको खे नहीं जानते। इसी प्रकार 
भगवान्‌ विष्णुसे विमुख मनुष्य अपने भीतर ही 
विराजमान भगवत्तत्त्व्का अनुभव नहीं कर पाते। 
पार्वती ! जैसे मूर्खॉको उपदेश देना व्यर्थ है, उसी प्रकार 
जो दूसरोंके भक्त हैं उनके लिये विष्णुभक्तिका उपदेश 
निरर्थक है। जैसे अंधे मनुष्य आँख न होनेके कारण 
पास ही रखे हुए दीपक तथा दर्पणको नहीं देख पाते, 


* बुद्धि परेषां दास्यन्ति लोके बहुविधा जना: ॥ स्वययाचरते सोऽपि नरः कोरिषु दृश्यते । (१२८ । ३६-३७) 


संन्पनपुर २६-- 


७८८ 


५ अर्खयस्व हषीकेशे यदीच्छसि परं पदय्‌ + 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


उसी प्रकार बहिर्मुख (विषयासक्त) मानव अपने 
अन्तःकरणमें विराजमान श्रीविष्णुको नहीं देखते । 
जैसे अग्नि धूमसे, दर्पण मैलसे तथा गर्भ झिल्लोसे 
'ढका रहता है, उसी प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्ण इस शरीरके 
भीतर छिपे हुए हैं। गिरिराजकुमारी ! जैसे दूधमें घी तथा 
तिलमें तेल सदा मौजूद रहता है, बैसे हो इस चराचर 
जगत्में भगवान्‌ विष्णु सर्वदा व्यापक देखे जाते हैं । जैसे 
एक ही धागेमें बहुत-से सूतके मनके पिरो दिये जाते हैं, 
इसी प्रकार ब्रह्मा आदि सम्पूर्ण विश्वके प्राणी चिन्मय 
श्रीविष्णुमें पिरोये हुए हैं। जिस प्रकार काठमें स्थित 
अभ्निको मन्थनसे ही प्रत्यक्ष किया जाता है, वैसे ही 
सर्वत्र व्यापक विष्णुका ध्यानसे ही साक्षात्कार होता है। 
जैसे पृथ्वी जलके संयोगसे नाना प्रकारके वृक्षोंको जन्म 
देती है, उसी प्रकार आत्मा प्रकृतिके गुणोंके संयोगसे 
जाना योनियोंमें जन्म ग्रहण करता है । हाथी या मच्छरमें, 
देवता अथवा मनुष्यमें बह आत्मा न अधिक है न कम। 
बह प्रत्येक शरीरमें स्थिर भावसे स्थित देखा गया है। 
बह आत्मा ही सथिदानन्दस्वरूप, कल्याणमय एवं 
महेश्वरके रूपमें उपलब्ध होता है। उस परमात्माको ही 
विष्णु कहा गया है। वह सर्वगत श्रीहरि मैं ही हूँ। मैं 
वेदान्तवेद्य विभु, सर्वेश्वर, कालातीत और अनामय 
परमात्मा हूँ। देवि ! जो इस प्रकार मुझे जानता है, वह 
निस्सन्देह भक्त है । 
वह एक ही परमात्मा नाना रूपॉमें प्रतीत होता है 
और नाना रूपॉरमें प्रतीत होनेपर भी वास्तनमें वह एक ही 
है--ऐसा जानना चाहिये। नाम-रूपके भेदसे ही उसको 
इस पृथ्वीपर नाना रूपॉमें बतलाया जाता है। जैसे 
आकाश प्रत्येक घटमें पृथक्‌-पृथक्‌ स्थित जान पड़ता है 
किन्तु घड़ा फूट जानेपर यह एक अखण्डरूपमें ही 
उपलब्ध होता है, उसी प्रकार प्रत्येक शरीरमें 
पृथक्‌-पृथक्‌ आत्मा प्रतीत होता है परन्तु उस शरीररूप 
उपाधिके भग्र होनेपर वह एकमात्र सुस्थिर सिद्ध होता 
है। सूर्य जन बादलोंसे ढक जाते हैं, तन मूर्ख मनुष्य 
उन्हें तेजोहीन मानने लगता है; उसी प्रकार जिनकी बुद्धि 
आज्ञानसे आवृत है, बे मूर्ख परमेश्वरको नहीं जानते । 


परमात्मा विकल्पसे रहित और निराकार है । उपनिषदोंमें 
उसके स्वरूपका वर्णन किया गया है। वह अपनी 
इच्छासे निराकारसे साकाररूपमें प्रकट होता है। उस 
परमात्मासे ही आकारा प्रकट हुआ, जो शब्दरहित था । 
उस आकाश से वायुकी उत्पत्ति हुई। तबसे आकाशमें 
झब्द होने ळगा। वायुसे तेज और तेजसे जलूका 
प्रादुर्भाव हुआ । जलमें विश्वरूपधारी विराट्‌ हिरण्यगर्भ 
प्रकट हुआ। उसकी नाभिसे उत्पन्न हुए कमलमें 
कोटि-कोटि न्रह्याण्डोकी सृष्टि हुई । प्रकृति और पुरुषसे 
ही तीनों लोकोंकी उत्पत्ति हुई तथा उन्हीं दोनोंके संयोगसे 
पाँचों तत्त्वोंका परस्पर योग हुआ । भगवान्‌ श्रीविष्णुका 
आविर्भाव सत्त्वगुणसे युक्त माना जाता है। अविनाशी 
भगवान्‌ विष्णु इस संसारमें सदा व्यापकरूपसे 
विराजमान रहते हैं। इस प्रकार सर्वगत विष्णु इसके 
आदि, मध्य और अन्तमें स्थित रहते हैं। कर्मोमें ही 
आस्था रखनेवाले आज्ञानीजन अविद्याके कारण 
भगवानको नहीं जानते । जो नियत समयपर कर्तव्य 
बुद्धिसे वर्णोचित कर्मोका पालन करता है, उसका कर्म 
विष्णुदेवताको अर्पित होकर गर्भबासका कारण नहीं 
बनता । मुनिगण सदा ही वेदान्त-शासतरका विचार किया 
करते हैं। यह ब्रह्मज्ञान ही है, जिसका मैं तुमसे वर्णन 
कर रहा हूँ। शुभ और अशुभकी प्रवृत्तिमै मनको ही 
कारण मानना चाहिये । मनके शुद्ध होनेपर सब कुछ 
शुद्ध हो जाता है और तभी सनातन नहाका साक्षात्कार 
होता है। मन ही सदा अपना बन्धु है और मन ही शत्रु 
है। मनसे ही कितने तर गये और कितने गिर गये। 
बाहरसे कर्मका आचरण करते हुए भी भीतरसे सबका 
त्याग करे। इस प्रकार कर्म करके भी मनुष्य उससे लिप्त 
नहीं होता, जैसे कमलका पत्ता पानीमें रहकर भी उससे 
लेशमात्र भी लिप्त नहीं होता । जब भक्तिरसका ज्ञान हो 
जाता है, उस समय मुक्ति अच्छी नहीं लगती । भक्तिसे 
भगवान्‌ विष्णुकी प्राप्ति होती है। बे सदाके लिये सुलभ 
हो जाते हैं। वेदान्त-विचारसे तो केवल ज्ञान प्राप्त होता 
है और ज्ञानसे ज्ञेय । 

सम्पूर्ण वस्तुओंमें भाव-शुद्धिकी ही प्रशंसा की 


उत्तरखण्ड ] 


* भगवत्स्मरणका प्रकार, प्रारब्यकर्मकी प्रकलता तथा भक्तियोगका उत्कर्ष + 


७८९ 


जाती है। जैसा भाव रहता है वैसा ही फल होता है । 
जिसकी जैसी बुद्धि होती है, वह जगतको जैसा ही 
समझता है। 
बैकुण्ठनाथको छोड़कर भक्त पुरुष दूसरे मार्गमें 
कैसे रम सकेगा ? भक्तिहीन होकर चारों वेदोंके पढ़नेसे 
कया लाभ ? भत्तियुक्त चाण्डाल ही क्यों न हो, वह 
देवताओंद्वारा भी पूजित होता है ।* जिस समय श्रीहरिके 
स्मरणजनित भ्रसन्नतासे शरीरमें रोमाञ्च हो जाय और 
नेत्रॉंसे आनन्दके आँसू बहने लगे, उस समय मुक्ति दासी 
बन जाती है । वाणीद्वारा किये हुए पापका भगवानके 
कीर्तनसे और मनद्वारा किये हुए पापका उनके स्मरणसे 
नाश हो जाता है। 
ब्रह्माजीने सम्पूर्ण वर्णोको उत्पन्न किया और उन्हे 
अपने-अपने धर्में लगा दिया । अपने धर्मके पालनसे 
प्राप्त हुआ धन शुक द्रव्य अर्थात्‌ विशुद्ध धन कहलाता 
हैं। शुद्ध धनसे श्रद्धापूर्वक जो दान दिया जाता है, उसमें 
थोड़े दानसे भी महान्‌ पुण्य होता है। उस पुण्यकी कोई 
गणना नहीं हो सकती । नीच पुरुषोंके सङ्गसे जो धन 
आता हो, उस धनसे मनुष्यके द्वारा जो दान किया जाता 
है, उसका कुछ फल महीं होता । उस दानसे वे मानव 
पुण्यके भागी नहीं होते। जो इन्द्रियोंको सुख देनेकी 
इच्छासे ही कर्म करता है, वह ज्ञान-दुर्बल मूढ़ पुरुष 
अपने कर्मके अनुसार योनिमें जन्म लेता है । मनुष्य इस 
'लोकमें जो कर्म करता है, उसे परलोकमें भोगना पड़ता 
है। पुण्यकर्म करनेवाले पुरुषको निश्चय ही कभी दुःख 
नहीं होता । यदि पुण्य करते समय शरीरमें कोई कष्ट हो 
तो उसे पूर्व-जन्ममें किये हुए कर्मका फल समझकर 
दुःख नहीं मानना चाहिये। पापाचारी पुरुषको सदा 
दुःख-ही-दुःख मिलता है। यदि उस समय उसे कुछ 
सुख म्राप्त हुआ हो तो उसे पूर्व-कर्मका फल समझना 
चाहिये और उसपर हर्षसे फूल नहीं उठना चाहिये । जैसे 
स्वामी रस्सीमें बँघे हुए पशुको अपनी इच्छाके अनुसार 
इधर-उधर ले जाया करता है, उसी प्रकार कर्मबन्धनमें 


बघा हुआ जीव सुख और दुःखकी अवस्थाओंमें ले 
जाया जाता है। प्रारब्ध-कर्मसे बैंधा हुआ जीव आपने 
बन्धनको दूर करनेमें समर्थ नहीं होता । देवता और ऋषि 
भी कर्मॉसे बैंधे हुए हैं। कैलास-पर्चतपर मुझ महादेवके 
झारीरमें स्थित सर्प भी विषके ही भागी होते हैं; क्योंकि 
कर्मानुसार प्राप्त हुई योनि बड़ी ही प्रबल है । विद्वान्‌ पुरुष 
कहते हैं कि सूर्य सुन्दर झरीर प्रदान करनेवाले हैं; परन्तु 
उनके ही रथका सारथि पङ्गु है । वास्तवमें कर्मयोनि बड़ी 
ही प्रबळ है। पूर्वकालमें भगवान्‌ विष्णुद्वारा निर्मित 
सम्पूर्ण जगत्‌ कर्मके अधीन है और वह कर्म श्रीकेशवके 
अधीन है। श्रीरमनामके जपसे उसका नाश होता है। 
कोई देवताओंकी प्रशंसा करते हैं, कोई ओषधियोंकी 
महिमाके गीत गाते हैं, कोई मन्त्र और उसके द्वारा प्राप्त 
सिद्धिकी महत्ता बतलाते हैं और कोई बुद्धि, पराक्रम, 
उद्यम, साहस, धैर्य, नीति और जलका बखान करते हैं; 
परन्तु मैं कर्मकी प्रशंसा करता हूँ; क्योंकि सब 
लोग कर्मके ही पीछे चलनेवाले है--यह मेरा निश्चित 
विचार है तथा पूर्वकालके विद्वानोने भी इसका समर्थन 
किया है। 

कुछ लोग क्रोधमें आकर सर्वस्व त्याग देते हैं, 
कोई-कोई अभाववद सब कुछ छोड़ते हैं तथा कुछ 
लोग बड़े कष्टसे सबका त्याग करते हैं। ये सभी त्याग 
मध्यम श्रेणीके हैं। अपनी बुद्धिसे खून सोच-विचारकर 
और क्रोध आदिके वशीभूत न होकर श्रद्धापूर्वक त्याग 
करना चाहिये। जो लोग इस प्रकार सर्वस्वका त्याग 
करते हैं, उन्हींका त्याग उत्तम माना गया है। 
योगाभ्यासमें तत्पर हुआ मनुष्य यदि उसमें पूर्णता न प्राप्त 
कर सके, अथवा प्रारब्ध-कर्मकी प्रेरणासे वह साधनसे 
विचलित हो जाय तो भी वह उत्तम गतिको ही प्राप्त होता 
है। योगभ्रष्ट पुरुष पवित्र आचरणवाले श्रीमानेकि धरमें 
जन्म लेता है अथवा ज्ञानवान्‌ योगियोंके यहाँ द्विजकुलमें 
जन्म ग्रहण करता है तथा यहाँ थोड़े ही समयमें पूर्ण 
योगसिद्धि प्राप्त कर लेता है । तत्पश्चात्‌ चह योग एवं 


+ अ्रक्तिहीमैशतुर्वेदे: पठितैः किं प्रयोजनम्‌। श्वपचो भक्तियुक्तस्तु त्रिदशैरपि पूज्यते ॥ (९२८। १०२) 


७९० 


* अर्चयस्व हषीकेशं यदीच्छसि परं पत्म्‌ « 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


भक्तिके प्रसादसे चिदानन्दमय पदको प्राप्त होता है । जैसे 
'कोचड़्से कीचड़ तथा रक्तसे रक्तको नहीं धोया जा 
सकता, उसी प्रकार हिंसाप्रधान यज्ञ-कर्मसे कर्मजनित 
मल कैसे घोया जा सकता है । हिंसायुक्त कर्ममय सकाम 
यज्ञ कर्म-बन्धनका नाश करनेमें कैसे समर्थ हो सकता 
है। स्वर्गकी कामनासे किये हुए यज्ञ स्वर्गलोकमें अल्प 
सुख प्रदान करनेवाले होते हैं। कर्मजनित सुख अधिक 
मात्रामें हों तो भी वे अनित्य ही होते हैं; उनमें नित्य सुख 
है ही नहीं। भगवान्‌ श्रीहरिकी भक्तिके बिना कहीं भी 
नित्य सुख नहीं मिलता । 

जो भगवान्‌ सृष्टि करते हैं, वे ही संहारकारी और 
पालक कहलाते हैं। भगवान्‌ श्रीकृष्ण ! मैं सैकड़ों 


अपराधोंसे युक्त हूँ। मुझे यहाँसे अपने परमधाममें ले 
चलिये । मुझ अपराधीपर कृपा कीजिये । आपने व्याधको 
मोक्ष दिया है, कुब्जाको तारा है [मुझपर भी कृपादृष्टि 
कीजिये] । योंगीजन सदा आपकी महिमाका गान करते 
हैं। आप परमात्मा, जनार्दन, अविनाशी पुरुष और 
लक्ष्मीसे सम्पन्न हैं । आपका दर्शन करके कितने ही भक्त 
आपके परमपदको प्राप्त हो गये। जो लोग इस दिव्य 
विष्णुस्मरणका प्रतिदिन पाठ करते हैं, बे सब पापोंसे मुक्त 
हो श्रीविष्णुके सनातन धाममें जाते हैं। जो भगवान्‌ 
विष्णुके समीप भक्तिभावसे भावित नुद्धद्रारा इसका पाठ 
करते हैं, वे इस लोकमें सुख भोगकर अन्तमें परमपदको 
आप्त होते हैं । 


2०००-०० नी २०००० 


पुष्कर आदि तीर्थोक्ा वर्णन 


श्रीपार्वतीजीने कहा--सुत्रत ! इस द्वीपमें 
जो-जो तीर्थ हैं, उनकी गणना करके मुझे बताइये । 
श्रीमहादेक्जी खोले- सुरेश्वरि ! इस द्वीपमें 
सबके क्लेशॉका नाश करनेवाले महान्‌ देवता भगवान्‌ 
केशख ही तीर्थरूपसे विराजमान हैं। देवि! अब मैं 
तुम्हारे लिये उन तीथॉका वर्णन करता हूँ। पहला पुष्कर 
तीर्थ है, जो सब तीर्थोमें श्रेष्ठ और शुभकारक है । दूसरा 
क्षेत्र काशीपुरी है, जो मुक्ति अदान करनेवाली है । तीसरा 
नैमिष क्षेत्र है, जिसे ऋषियोंने परम पावन माना है। 
चौथा प्रयाग तीर्थ है, जो सब तीर्थोमें उत्तम माना गया 
है। पाँचवाँ कामुक तीर्थ है, जिसकी उत्पत्ति गन्धमादन 
पर्वतपर बतायी गयी है। छठा मानसरोवर तीर्थ है, जो 
देवताओंको भी अत्यन्त रमणीय प्रतीत होता है। सातवाँ 
विश्वकाय तीर्थ है, उसकी स्थिति कल्याणमय अम्बर 
'पर्वतपर बतायी गयी है । आठवाँ गौतम नामक तीर्थ है, 
जिसकी स्थापना पूर्वकालमें मन्दराचळ पर्वतपर हुई थी। 
नवाँ मदोत्कट और दसवां रथचैत्रक तीर्थ है। ग्यारहवाँ 
कान्यकुब्ज तीर्थ है, जहाँ भगवान्‌ वामन विराज रहे हैं। 
बारहवाँ मल्यज तीर्थ है। इसके बाद कुब्जाम्रक, 
विश्वेश्वर, गिरिकर्ण, केदार और गतिदायक तीर्थ हैं। 


हिमालयके पृष्ठभागमें बाह्य तीर्थ, गोकर्णमें गोपक, 
हिमालयपर स्थानेश्वर, बिल्वकमें विल्चपत्रक, श्रीदौलमें 
माधव तीर्थ, भद्रेश्वरमें भद्र तीर्थ, वाराहक्षेत्रमें विजय 
तीर्थ, वैष्णवगिरिपर वैष्णव तीर्थ, रुद्रकोटमें रुद्र तीर्थ, 
कालञ्जर पर्वतपर पितृतीर्थ, कम्पिलमें काम्पिल तीर्थ, 
मुकुटमें कर्कोटक, गण्डकीर्मे शालग्रामोद्धव तीर्थ, 
नर्मदामें शिवतीर्थ, मायापुरीमें विश्वरूप तीर्थ, उत्पलाक्षमें 
सहस्राक्ष तीर्थ, रैवतक पर्वतपर जात तीर्थ, गयामें 
पितृतीर्थं और बिष्णुपादोद्धव तीर्थ, विपाशा (व्यास) में 
विपाप, पुण्डू-वर्धनमें पाटल, सुपार्श्वमें नारायण, त्रिकूटमें 
विष्णुमन्दिर, विपुल्में बिपुल, मळ्याचल्में कल्याण, 
कोटितीर्थमें कौरव, गन्धमादनमें सुगन्ध, कुब्जाडुमें 
त्रिसन्ध्य, गङ्गाद्वारमे हरिप्रिय, विन्ध्यप्रदेशमें शैल तीर्थ, 
बदरिकाश्रममें शुभ सारस्वत तीर्थ, कालिन्दीमें कालरूप, 
सहा-पर्वतपर साह्यक और चन्द्रप्रदेशमें चन्द्र तीर्थ है। 

महाकालमें महेश्वर तीर्थ, विन्ध्य-पर्वतकी कॅन्दरामें 
अभयद और अमृत नामक तीर्थ, मण्डपमें विश्वकूप 
तीर्थ, ईश्वरपुरमे स्वाहा तीर्थ, प्रचण्डामें बैगलेय तीर्थ, 
अमरकण्टकमें चण्डी तीर्थ, प्रभासक्षेत्रमें सोमेश्वर तीर्थ, 
सरस्वतीमें पारावत तटपर देवमातृ तीर्थ, महापद्ममें 


उत्तरखण्ड ] 


» वेत्रवती ओर साभ्रमती (साबरमती) नदीका माहात्म्य + 


७९९ 


महालय तीर्थ, पयोष्णीमें पिङ्गलेश्वर, सिंहिका तथा 
सौरवमें रवि तीर्थ, कृत्तिकाकषेत्रमें कार्तिक तीर्थ, 
शङ्करगिरिपर शङ्कर तीर्थ, सुभद्रा और समुद्रके संगमपर 
दिव्य उत्पल तीर्थ, विष्णुपर्वतपर गणपति तीर्थ, 
जालन्धरमें विश्वमुख तीर्थ, तार एवं विष्णुपर्वतपर तारक 
तीर्थ, देवदारुवनमें पौण्डू तीर्थ, काइमीरमण्डलमें पौष्क 
तीर्थ, हिमालयपर भौम, हिम, तुष्टिक और पौष्टिक तीर्थ, 
मायापुरमें कपालमोचन तीर्थ, शङ्घोद्धारमे शाङ्खधारकदेन, 
पिष्डमें पिण्डन, सिद्धिमें वैखानस और अच्छोद 
सरोवरपर विष्णुकाम तीर्थ है, जो धर्म, अर्थ, काम और 
मोक्षको देनेवाला है। उत्तरकूलमें औषध्य तीर्थ, 
कुराष्ट्रीपमें कुशोदक तीर्थ, हेमकूटमें मन्मथ तीर्थ, 
कुमुदमें सत्यवादन तीर्थ, वदन्तीमें आइमक तीर्थ, 
विन्ध्य-पर्वतपर वैमातृक तीर्थ और चित्तमें ब्रह्ममय तीर्थ 
है, जो सब तीर्थोमें पावन: माना गया है। सुन्दरि ! इन 
सब तीर्थोमें उत्तम तीर्थका वर्णन सुनो । भगवान्‌ विष्णुके 
नामकी समता करनेवाला कोई तीर्थ न तो हुआ है और 
न होगा। भगवान्‌ केशवकी कृपासे उनका नाम 
लेनेमात्रसे ब्रह्महत्यारा, सुवर्ण चुरानेवाला, बालघाती 


और गोहत्या करनेवाला पुरुष भी पापमुक्त हो जाता है। 
कलियुगमें द्वारकापुरी परम रमणीय है और वहाँके देवता 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण परम धन्य हैं। जो मनुष्य वहाँ जाकर 
उनका दर्शन करते हैं, उन्हें अविचल मुक्ति प्राप्त होती है । 
महादेनि ! ऐसे परम धन्य देवता सर्वेश्वर प्रभु श्रीविष्णु 
भगवानका मैं निरन्तर चिन्तन करता रहता हूँ। इस प्रकार 
यहाँ अनेक तीर्थोका नामोल्लेख किया गया है। जो 
इनका जप करता अथवा इन्हें सुनता है, वह सब पार्पोसे 
मुक्त हो जाता है। जो इन तीथेमिं स्नान करके पापहारी 
भगवान्‌ नारायणका दर्शन करता है, वह सब पापोंसे 
मुक्त हो भगवान्‌ विष्णुके सनातन धामको जाता है। 
जगन्नाथपुरी महान्‌ तीर्थ है। वह सब लोकोंको पवित्र 
करनेवाली मानी गयी है। जो श्रेष्ठ मानव वहाँकी यात्रा 
करते हैं, वे परम गतिको प्राप्त होते हैं । जो श्राद्ध-कर्ममें 
इन परम पवित्र तीथेकि नाम सुनाता है, बह इस लोकमें 
सुख भोगकर अन्तर्मे भगवान्‌ विष्णुके सनातन धामको 
जाता है। गोदान, श्राद्धदान अथवा देवपूजाके समय 
प्रतिदिन जो विद्वान्‌ इसका पाठ करता है, यह 
परमात्माको प्राप्त होता है। 


CS उल 


खेत्रषती और साश्रमती (साबरमती) नदीका माहात्म्य 


श्रीमहादेबजी कहते हैं-सुन्दरि! अब मैं 
बेत्रवती (बेतवा) नदीका माहात्म्य वर्णन करता हूँ, 
सुनो । वहाँ स्नान करनेसे मनुष्यकी मुक्ति हो जाती है। 
पूर्वकालमें वृत्रासुरने एक बहुत ही गहरा कुआँ खुदवाया 
था, जिसका नाम महागम्भीर था । उसीसे यह दिव्य नदी 
प्रकट हुई है। वेत्रवती नदी बड़े-बड़े पापोकी राशिका 
विनाश करनेवाली है। गङ्काजीके समान ही इस श्रेष्ठ 
नदीका भी माहात्म्य है। इसके दर्शन करनेमात्रसे 
पापराशि शान्त हो जाती है । पहलेकी बात है, चम्पक 
नगरमें एक राजा राज्य करता था । वह बड़ा ही दुष्ट और 
अजाको पीड़ा देनेवाला था | वह नीच अधर्मका मूर्तिमान्‌ 
स्वरूप था। निरन्तर भगवान्‌ विष्णुकी निन्दा करता, 
देवताओं और ब्राह्मणोंकी घातमें लगा रहता तथा 


आश्रमोंको कलङ्कित किया करता था । बह मूर्ख वेदोंकी 
निन्दामें ही प्रवृत्त रहनेबाला, निर्दयो, शठ, असत्‌ 
आस्त्रॉर्मे अनुराग रखनेवाला और परायी स्त्रियोंको दूषित 
करनेवात्त्र था । उसका नाम था विदारुण | वह अत्यन्त 
पापी था। महान्‌ पाप और ब्राह्मणोंकी निन्दा करनेके 
कारण सजा विदारुण कोढ़ी हो गया। एक दिन 
दैयोगसे वह शिकार खेळता हुआ उस नदीके किनारे 
आ निकत्त्र। उस समय उसे बड़े जोरकी प्यास सता रही 
थी । घोड़ेसे उतरकर उसने नदीका जल पीया और पुनः 
अपनी राजधानीको स्त्रैट गया । उस जळके पीनेमात्रसे 
राजाकी कोढ़ दूर हो गयी और बुद्धिमें भी निर्मळता आ 
गयी । तबसे उसके हृदयमें भगवान्‌ विष्णुके अति भक्ति 
उत्पन्न हो गयी । अन वह सदा ही समय-समयपर वहाँ 


७९२ 


* अर्चयस्व हषीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


आकर स्त्रान करने लगा । इससे वह अत्यन्त रूपवान्‌ 


और निर्मल हो गया | इस लोकमें सुख़ भोगते हुए उसने 
अनेकों यज्ञ किये, ब्राह्मणोंको दक्षिणा दी तथा अन्तमें 
श्रीविष्णुके वैकुण्ठधामको प्राप्त किया । 
पार्वती ! ऐसा जानकर जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य 
अधवा शूद्र वेत्रवती नदीमें स्नान करते हैं, वे पापनन्धनसे 
मुक्त हो जाते हैं। कार्तिक, माघ अथवा बैज्ञाखमें जो 
लोग बारंबार वहाँ स्नान करते हैं, वे भी कमेकि बन्थनसे 
छुटकारा पा जाते हैं । बरह्महत्या, गोहत्या, बालहत्या और 
बेद-निन्दा करनेचाल्त्र पुरुष भी नदियोंके संगममें स्नान 
करके पापसे मुक्त हो जाता है । जिस स्थानपर और जिस 
नदीका साश्रमती (साबरमती) नदीके साथ संगम 
दिखायी दे, वहाँ स्त्रान-करनेपर नह्महत्यारा भी पापमुक्त 
हो जाता है। खेरक (खेड़ा) नामक दिव्य नगर इस 
घरातलका स्वर्ग है। वहाँ बहुत-से ब्राह्मणॉने अनेक 
अकारके योगोंका साधन किया है। यहाँ स्नान और 
भोजन करनेसे मनुष्यका पुनर्जन्म नहीं होता । पार्वती ! 
कलियुगे वेत्रवती नदी दूसरी गङ्गाके समान मानी गयी 
है। जो ल्ग्रेग सुख, धन और खवर्ग चाहते हैं, वे उस 


नदीमें बारबार स्नान करनेसे इस स्त्रेकमेँ सुख भोगकर 
अन्तमें विष्णुके सनातन धामको जाते हैं। सूर्यवंश और 
सोमवंशमें उत्पन्न क्षत्रिय वेत्रवती नदीके तटपर आकर 
उसमें स्नान करके परम शान्ति पा चुके हैं। यह नदी 
दर्शनसे दुःख और स्पर्शसे मानसिक पापका नाश करती 
है। इसमें स्नान और जलपान करनेवाला मनुष्य 
निस्सन्देह मोक्षका भागी होता है। यहाँ स्नान, जप तथा 
होम करनेसे अक्षय फलको प्राप्ति होती है । वाराणसी 
तीर्थमें जाकर जो भक्तिपूर्वक चान्द्रायण-व्रतका अनुष्ठान 
करता है, और वहाँ उसे जिस पुण्यकी प्राप्ति होती है, उसे 
वह वेत्रवती नदीमें स्नान करनेमात्रसे पा लेता है। यदि 
वेत्रवती नदीमें किसीकी मृत्यु हो जाती है तो वह 
चतुर्भुजरूप होकर विष्णुके परमपदको प्राप्त होता है। 
पृथ्वीपर जो-जो तीर्थ, देवता और पितर हैं, ले सब 
वेत्रवती नदीमें चास करते हैं। महेश्वरि ! मैं, विष्णु, 
ब्रह्मा, देवगण तथा महर्षये सब-के-सब वेत्रवती 
नदीमें विराजमान रहते हैं। जो एक, दो अथवा तीनों 
समय वेत्रवती नदीमें स्त्रान करते हैं, खे निश्चय ही मुक्त 
हो जाते हैं। 
देवि! अब मैं साध्रमती नदीके माहात्म्यका 
यथावत्‌ वर्णन करता हूँ । मुनिश्रेष्ठ कश्यपने इसके लिये 
बहुत बड़ी तपस्या की थी । एक दिनकी बात है, महर्षि 
कश्यप नैमिघारण्यमें गये । वहाँ ऋषियोंके साथ उन्होंने 
बहुत समयतक वार्तालाप किया। उस समय कऋषियोंने 
कहा--'कझ्यपजी ! आप हमलोगोकी प्रसन्नताके लिये 
यहाँ गङ्गाजीको ले आइये । अभो ! वह सरिताओंमें श्रेष्ठ 
गङ्गा आपके ही नामसे प्रसिद्ध होगी ।' 
उन महर्षियोंकी बात सुनकर कश्यपजीने उन्हें 
अणाम किया और वहाँसे चलकर वे आबूके जंगलमें 
सरस्वती नदीके समीप आये। वहाँ उन्होंने अत्यन्त 
दुष्कर तपस्या की । वे मेरी ही आराधनामें संलग्न थे। 
उस समय मैंने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया और कहा-- 
'विप्रवर ! तुम्हार कल्याण हो । तुम मुझसे मनोवाञ्छित 
वर माँगो । 
ककझ्यपने कहा--देवदेव ! जगत्पते ! महादेव ! 


उत्तरखण्ड ] 


* वेजवती और साभ्रमती (सावरपती) नदीका माहाल्य » 


2०००९१०००००९७००११००७७७०१०००५००००००५००००००००९०००७७०९७००००७०००७०००००७:००००९३:१७३५:५:०३०१००:३:९००७७०७००७००७००९०३०३. 


७९३ 


आप वर देनेमें समर्थ हैं। आपके मस्तकपर जो ये परम 
पवित्र पापहारिणी गङ्गा स्थित हैं, इन्हें विशेष कृपा करके 
मुझे दीजिये। आपको नमस्कार है। 

पार्वती ! उस समय मैने महर्षि कझ्यपसे कहा-- 
'ट्विजश्रेष्ट ! लो अपना बर।” यों कहकर मैंने अपने 
मंस्तकसे एक जटा उखाड़कर उसीके साथ उन्हें गङ्गाको 


असन्नताके साथ अपने स्थानको चले गये। गिरिजे ! 
पूर्वकालमें विष्णुलोककी इच्छा रखनेवाले राजा 
भगीरथने मुझसे गङ्गाजीके लिये याचना की थी, उस 
समय उन्हें भी मैने गङ्गाको समर्पित किया था । तत्पश्चात्‌ 
पुनः ऋषियोंके कहनेसे कश्यपजीको गङ्गा प्रदान की। 
यह काञ्यपी गङ्गा समस्त रोग और दोषोंका अपहरण 
करनेवाली है। सुन्दरि | भिन्न-भिन्न युगोंमें यह गङ्गा 
संसारमें जिन-जिन नामोंसे विख्यात होती हैं, उनका 
यथार्थ वर्णन करता हुँ; सुनो। सत्ययुगे कृतवती, 
रेतामें गिरिकर्णिका, द्वापरमें चन्दना और कलियुगमें 
_ इनका नाम साभ्रमती (साबरमती) होता है । जो मनुष्य 
अतिदिन यहाँ विशेषरूपसे स्नान करनेके लिये आते हैं, 


खे सब पार्पोसे मुक्त हो भगवान्‌ विष्णुके सनातन धामको 
जाते है झक्षावतरण तीर्थमें, सरस्वती नदीमें, केदारक्षेत्रमें 
तथा कुरुक्षेत्रमें स्नान करनेसे जो फल होता है, बह फल 
साभ्रमती नदीमें नित्य स्त्रान करनेसे प्रतिदिन प्राप्त होता 
है। माघ मास आनेपर प्रयाग तीर्थमें प्रातःस्त्रान करनेसे 
जो फल होता है, कार्तिककी पूर्णिमाको कृत्तिकाका योग 
आनेपर श्रीशैलमें भगवान्‌ माधवके समक्ष जिस फलकी 
आपति होती है, वह साभ्रमती नदीमें डुबकी लगानेमात्रसे 
आप्त हो जाता है । देवि ! यह नदी सबसे श्रेष्ठ और सम्पूर्ण 
जगत्में पावन है। इतना ही नहीं, यह पवित्र और 
पापनाशिनी होनेके कारण परम धन्य है। 

देवेश्वर ! पितृतीर्थ, सब तीर्थोसहित प्रयाग, 
माघवसहित भगवान्‌ खटेश्वर, दझाश्वमेध तीर्थ तथा 
गङ्गाद्वार-ये सब मेरी आज्ञासे साभ्रमती नदीमें निवास 
करते हैं। नन्दा, ललिता, सप्तघारक, मित्रपद, भगवान्‌ 


र ¦ शङ्करका निवासभूत केदारतीर्थ, सर्वतीर्थमय गङ्गासागर, 


शतद्रू (सतलज) के जलसे भरे हुए कुण्डमें त्रह्मसर 
तीर्थ, तथा नैमिषतीर्थ भी मेरी आशासे सदा साभ्रमती 
नदीके जलमें निवास करते हैं। श्वेता, बल्कलिली, 
हिरण्यमयी, हस्तिमती तथा सागरगामिनी नदी 
बार्त्प्नी--ये सब पितरोंको अत्यन्त प्रिय तथा श्राद्धका 
कोटिगुना फल देनेवाली हैं । वहाँ पुत्रोंको पितरोंके हितके 
लिये पिण्ड-दान करना चाहिये। जो मनुष्य वहाँ सान 
और दान करते हैं, वे इस लोकमें सुख भोगकर अन्तमें 
भगवान्‌ विष्शुके सनातन धामको जाते हैं। नीलकण्ठ 
तीर्थ, नन्दहृद तीर्थ, रुद्रहद तीर्थ, पुण्यमय रुद्रमहाल्य 
तीर्थ, परम पुण्यमयी मन्दाकिनी तथा महानदी 
अच्छोदा--ये सब तीर्थ और नदियाँ अव्यक्तरूपसे 
साध्रमती नदीमें बहती रहती हैं। धूप्रतीर्थ, मित्रपद, 
बैजनाथ, दुषद्दर, क्षिप्रा नदी, महाकाल तीर्थ, कालखर 
पर्वत, गङ्गोद्धत तीर्थ, हरोद्भेद तीर्थ, नर्मदा नदी तथा 
ओङ्कार तीर्थ--ये गङ्गामे पिण्डदान करनेके समान फल 
देनेवाले है, ऐसा मनीषी पुरुषॉका कथन है। उक्त सभी 
तीर्थ ब्रह्मतीर्थ कहलाते हैं। ब्रह्मा आदि देवताओने इन 
सभी तीर्थोको साभ्रमती नदीके उत्तर तटपर गुप्तरूपसे 


SR 


* अर्चयस्व हृदीकेश यदीच्छसि पर॑ पदम्‌ » 


[ संक्षिप्त पढापुराण 


स्थापित कर रखा है। महेश्वरि ! ये तीर्थ स्मरणमात्रसे 
लोगेकि पापोंका नाश करनेवाले हैं । फिर जो वहाँ श्राद्ध 
करते हैं, उनके लिये तो कहना ही क्या है । ओङ्कार तीर्थ, 
पितृतीर्थ, कावेरी नदी, कपिलाका जल, चण्डवेगाका 
साभ्रमतीके साथ संगम तथा अमरकण्टक---इन तीर्थोमें 
स्नान आदि करनेसे कुरुक्षेत्रकी अपेक्षा सौगुना पुण्य 
होता है। साभ्रमती और वार्त्रत्री नदीका जहाँ संगम हुआ 
है, वहाँ गणेश आदि देवताओंने तीर्थसंघकी स्थापना की 
है। इस प्रकार मैंने यहाँ संक्षेपसे साभ्रमती नदीमें तीथेकि 
संगमका वर्णन किया है । विस्तारके साथ उनका वर्णन 
करनेमें बृहस्पति भी समर्थ नहीं हैं। 
अतः इस तीर्थमें प्रयत्नपूर्वक स्त्रान करना चाहिये। 
सबेरै तीन मुहूर्तका समय प्रातःकाल कहलाता है। 
उसके बाद तीन मुहूर्त्ततक पूर्वाह या सङ्गवकाल होता 
है। इन दोनों कालोंमें तीर्थके भीतर किया हुआ स्त्रान 
आदि देवताओंको प्रीतिदायक होता है। तत्पश्चात्‌ तीन 
मुहूर्ततक मध्या है और उसके बादका तीन मुहूर्त 
अपराह्न कहलाता है! इसमें किया हुआ स्त्रान, पिण्डदान 
और तर्पण पितरोंकी प्रसन्नताका कारण होता है। 
तदनन्तर तीन मुहूर्तका समय सायाह्न माना गया है। 
उसमें तीर्थस्लान नहीं करना चाहिये । चह राक्षसी बेला है, 
जो सभी कर्मोमें निन्दित है। दिन-भरमें कुल पंद्रह मुहूर्त 
बताये गये हैं। उनमें जो आठवाँ मुहूर्त है, वह कुतप- 
काल माना गया है। उस समय पितरोंको पिण्डदान 
करनेसे अक्षय फलकी प्राप्ति होती है। मध्याइकाल, 
नेपालका कम्बल, चाँदी, कुश, गौ, दौहित्र (पुत्रीका 
पुत्र) और तिछ---ये कुतप कहलाते हैं। 'कु' नाम है 
पापका, उसको सन्ताप देनेवाले होनेके कारण ये कुतपके 
नामसे विख्यात हैं। कुतप मुहूर्तके बाद चार मुहूर्ततक 
कुल पाँच मुहूर्तका समय श्राद्धके लिये उत्तम समय 
माना गया है। कुश और काले तिल श्राद्धकी रक्षाके 
लिये भगवान्‌ विष्णुके शरीरसे प्रकट हुए हैं--ऐसा 
देवताओंका कथन है । तीर्थवासी पुरुष जलमें खड़े हो 
हाथमें कुश लेकर तिलमिश्रित जलकी अञ्जलि पितरोंको 
दें। ऐसा करनेसे श्राद्धमें बाधा नहीं आती । 


पार्वती ! इस आकार मैने साभ्रमती नदीमें 
नामोचारणपूर्वक तीर्थोंका प्रवेश कराकर उसे महर्षि 
कइ्यपको दिया था । कश्यप मेरे प्रिय भक्त हैं, इसलिये 
उन्हें मैंने यह पवित्र एवं पापनाशिनी गङ्गा प्रदान की थी। 
महाभागे ! साभ्रमतीके तटपर ब्रह्मचारितीर्थ है। वहाँ 
उसी नामसे मैंने अपनेको स्थापित कर रखा है। सम्पूर्ण 
जगत्‌का हित करनेके लिये मैं वहाँ ब्रह्मघारीश नामसे 
निवास करता हूँ। साभ्रमती नदीके किनारे बरह्मचारी 
शिवके पास जाकर भक्त पुरुष यदि कलियुगमें विशेष- 
रूपसे पूजा करे तो इस लोकमें सुख भोगकर अन्तमें 
महान्‌ शिवधामको प्राप्त होता है । उनके स्थानपर जाकर 
जो जितेन्द्रिय-भावसे उपवास करता और रात्रिमें स्थिर 
भावसे रहकर भक्तिपूर्वक उनकी पूजा करता है, उसे मैं 
योगीरूपसे दर्शन देता हूँ तथा उसकी समस्त मनोगत 
कामनाओंको भी पूर्ण करता हूँ--यह बिलकुल सच्ची 
बात है। पार्वती ! वहाँ मेरा कोई लिङ्ग नहीं है, मेस 
स्थानमात्र है। जो विद्वान्‌ वहाँ फूल, धूप तथा नाना 
प्रकारका नैवेद्य अर्पण करता है, उसे निश्चय ही सन कुछ 
प्राप्त होता है। जो मेरे स्थानपर आकर बिल्वपत्र, पुष्प 
तथा चन्दन आदिसे मेरी पूजा करते हैं, उन्हें मैं सन कुछ 
देता हूँ। दर्शनसे रोग नष्ट होता है, पूजा करनेसे आयु 
आप्त होती है तथा वहाँ स्नान करनेसे मनुष्य निश्चय ही 
मोक्षका भागी होता हैं। 

सुन्दरि ! सुनो, अब मैं राजखङ्ग नामक परम 
अद्भुत तीर्थका वर्णन करता हूँ, जो साभ्रमती नदीके 
तीर्थोमे विशेष विख्यात है। सूर्यवंशमें उत्पन्न एक 
चैकर्तन नामक राजा था, जो दुराचारी, पापात्मा, 
ब्राह्मण-निन्दक, गुरुद्रोही, सदा असन्तुष्ट रहनेवाला, 
समस्त कर्मोकी निन्दा करनेजाला, सदा परायी स्ियोमे 
रीति रखनेबाला और निरन्तर श्रीविष्णुकी निन्दा 
करनेवाला था । वह नहुत-से प्राणियॉका घातक था और 
आपनी प्रजाको सदा पीड़ा दिया करता था। इस प्रकार 
दुष्टात्मा राजा वैकर्तन इस पृथ्वीपर राज्य करता था । कुछ 
कालके पश्चात्‌ दैवयोगसे अपने पापके कारण वह कोढ़ी 
हो गया । अपने शरीरकी दुर्दशा देखकर वह बार-बार 


उत्तरस्वण्ड ] 


५ साभ्रमती नदीके अवान्तर तीथोँका वर्णन « 


७९५ 


३०५१५७५७५४ ५४५७७५७७७७ ७३५७७७७७७७ ३७७७७७७७५७ ७७७ ८७५७५७७७५७ +५४५५ ०० ५५०४५५५०५४ ५५५५५४ ५०४४५४ 


सोचने लगा--'अब क्या करना चाहिये ?' वह निरन्तर 

इसी चिन्तामें डूबा रहता था। एक दिन दैवयोगसे 

क्रीड़ाके लिये सजा वनमें गया । वहाँ साभ्रमती नदीके 
ल शी 


का, 


तीरपर जाकर खड़ा हुआ । फिर उसने वहाँ स्रान किया 
और वहाँका उत्तम जल पीया । इससे उसका शरीर दिव्य 
हो गया। पार्वती ! जैसे सोनेकी प्रतिमा देदीप्यमान 
दिखायी देती है, उसी प्रकार राजा वैकर्तन भी परम 
कान्तिमान्‌ हो गया । उस दिव्य रूपको पाकर राजाने कुछ 
'कालतक राज्य-भोग किया । इसके बाद नह परमपदको 
प्राप्त हुआ | तबसे वह तीर्थ राजखङ्गके नामसे सुप्रसिद्ध 
हो गया । जो लोग वहाँ स्रान्‌ और दान करते हैं, वे इस 

लोकमें सुख भोगकर भगवान्‌ विष्णुके सनातन धामको 
आप्त होते हैं। उन्हें कभी रोग और शोक नहीं होता । जो 
प्रतिदिन राजखड्ड तीर्थमें स्नान और श्रद्धापूर्वक पितरोंका 

तर्षण करते हैं, वे मनुष्य इस पृध्वीपर पुण्यकर्मा कहलाते 

हैं। ब्राह्मणों और बालकॉकी हत्या करनेवाले पुरुष भी 

यदि यहाँ स्त्रान करते हैं तो चे पापॉसे रहित हो भगवान्‌ 
शिवके समीप जाते हैं । जो मनुष्य साभ्रमती नदीके तटपर 

नील वृषका उत्सर्ग करेंगे, उनके पितर प्रलय कालतक 

सूप्त रहेंगे। राजखड्भ तीर्थका यह दिव्य उपाख्यान जो 

सुनते हैं, उन्हें कभी भय नहीं प्राप्त होता इसके सुनने और 

पढ्नेसे समस्त रोग-दोष "शान्त हो जाते हैं। 


हि औ सावन 


साभ्रमती नदीके अवान्तर तीथोंका वर्णन 


श्रीपार्वतीजीने पूछा--भगवन्‌ ! नन्दिकुण्डसे 
निकलकर बहती हुई साभ्रमती नदीने किन-किन देशॉको 
पवित्र क्रिया है, यह बतानेकी कृपा करें। 

श्रीमहादेबजी बोले--देवि ! परम पावन नन्दि- 
कुण्ड नामक तीर्थसे निकलनेपर पहले मुनियॉद्वारा 
अकाशित कपारूमोचन नामक तीर्थ पड़ता है । यह तीर्थ 
पावनसे भी अत्यन्त पावन और सबसे अधिक तेजस्वी है ! 
पार्वती ! यहाँ मैंने ब्रह्मकपालका परित्याग किया है, अतः 
मुझसे ही कपालमोचन तीर्थकी उत्पत्ति हुई है। यह सम्पूर्ण 
भूतोंको पवित्र करनेवाला विश्वविख्यात तीर्थ प्रकट हुआ 
है। इसे कपालकुण्ड तीर्थ भी कहते हैं । यह तीथाँका राजा 
है। इस शुभ एवं निर्मल तीर्थमें देवगा, नाग, गन्धर्व, 
किन्नर आदि तथा महात्मा पुरुष निवास करते हैं। यह 


तीनों लोकोंमें विख्यात, ज्ञानदाता एवं मोक्षदायक तीर्थ है । 
यहाँ स्जान करके पवित्र हो मेरा पूजन करना चाहिये। एक 
रात उपवास करके ब्राह्मण-भोजन कराये । यहाँ वस्र दान 
करनेसे मानव अभिहोत्रका फल पाता है। जो कोई इस 
तीर्थमें दर्शन-त्रतका अवळम्बन करके रहता है। वह 
देहत्यागके अनन्तर निश्चय ही शिवलोकमें जाता है । 
भगीरथके कुलमें सुदास नामक एक महाबली राजा 
हुए थे। उनके पुत्रका नाम मित्रसह था । राजा मित्रसह 
सौदास नामसे भी विख्यात थे। सौदास महर्षि नसिष्ठके 
झापसे राक्षस हो गये थे। उन्होंने साभ्रमती नदीमें स्नान 
किया । इससे वे शापजनित पापसे मुक्त हो गये। यहाँ 
नन्दितीर्थमें गङ्गा, यमुना, गोदावरी और सरस्वती आदि 
पुण्यदायिनी पवित्र नदियाँ निवास करती हैं । पृथ्वीके 


७९६ 


* अर्चयस्व हषोकेझं यदीस्छसि परं पदम्‌ + 


( संक्षिप्त पद्मपुराण 


समस्त पतित प्राणी साभ्रमतीके जलका स्पर्श करनेमात्रसे 
शुद्ध हो जाते हैं । जो मनुष्य वहाँ भक्तिपूर्वक श्राद्ध करता 
है, उसके पितर तृप्त होकर परमपदको प्राप्त होते हैं। 
तदनन्तर महर्षि कश्यपके उपदेशसे साभ्रमती नदी 
जह्मर्षियोंद्वारा सेवित विकीर्ण वनमें आयी । उसका प्रबल 
वेगसे बहता जल पर्वतोंसे टकराकर सात भागोंमें 
विभक्त हो गया । उन सभी घाराओंसे युक्त साभ्रमती नदी 
दक्षिण-समुद्रमें मिली है। पहली धारा परम पवित्र 
साभ्रमती नामसे ही विख्यात हुई । दूसरीका नाम श्वेता है, 
तीसरी बकुला या वल्कला और चौथी हिरण्मयी 
कहलाती है ! पाँचवीं घाराका नाम हस्तिमती है, जो सब 
पापोंका नाश करनेवाली बतायी गयी है। छठी धारा 
बेत्रवतीके नामसे विख्यात है, जिसे पूर्वकालमें वृत्रासुरने 
उत्पन्न किया था | यह श्रेष्ठ देवी वृत्रकूपसे निकली थी, 
इसीलिये इसका नाम वेत्रवती हुआ। यह बड़े-बड़े 
पार्पोका नाश करनेवाली है। सातवीं धाराका नाम 
भद्रामुखी तथा सुभद्रा है। यह सम्पूर्ण जगत्‌को पवित्र 
करनेवाली है । इन सातों धाराओंसे भिन्न-भिन्न देशॉको 
पवित्र करती हुई एक ही साभ्रमती नदी “सप्तस्तोता' के 
रूपमें प्रतिष्ठित हुई है। जो विकीर्ण तीर्थमें पितरोकि 
उद्देश्यसे श्राद्ध एवं दान करता है, उसे गयामें पिण्डदान 
करनेका फल प्राप्त होता है। जो धर्मश्रष्ट होनेके कारण 
सद्गतिसे वञ्चित हैं, जिनकी पिण्ड और जलदानकी 
क्रिया लुप्त हो गयी है, वे भी विकीर्ण तीर्थमें पिण्डदान 
और जलदान करनेपर मुक्त हो जाते हैं। अतः बेदत्रयीकी 
विधिके अनुसार यहाँ श्रद्धापूर्वक श्राद्धका अनुष्ठान 
करना चाहिये। इस तीर्थमें कश्यपजीने ब्राह्मणोको 
संबोधित करके कहा था--'द्विजवरो ! यदि तुम्हें 
ऋषिलोक प्राप्त करनेकी इच्छा है तो इस विकीर्ण तीर्थमें, 
जहाँ सात नदियोंका उद्गम हुआ है, विशेष रूपसे स्नान 
करो ।' यदि यहाँ ख़ान किया जाय तो सब दुःखोंका नारा 
हो जाता है। यह विकीर्ण तीर्थ सब तीथोमें श्रेष्ठ तथा 
क्षेत्रोंमें परम उत्तम है। यह शुभगति प्रदान करनेवाला 
तथा रोग और दोषका निवारण करनेवाला है। 
विकीर्ण तीर्थके बाद श्वेतीद्धव नामक उत्तम तीर्थ है, 


जहाँ सब पापोंका नाश करनेवाली त्रिलोकविख्यात श्वेता 
नदी प्रवाहित होती है। बह नदी मेरे अज्जोंमें लगे हुए 
भस्मके संयोगसे प्रकट हुई थी, इसलिये देजताओंद्वारा 
सम्मानित हुई । उसमें ख्रान करके पवित्र और जितेन्द्रिय 
भावसे वहाँ तीन रात निवास करनेवाला पुरुष 
महाकालेश्वरका दर्शन करनेसे रुद्रलोकमे प्रतिष्ठित होता 
है। जो श्वेताके तटपर कुश और तिलॉके साथ पितरोंको 
पिण्डदान करता है, उसके पितर पूर्ण तृप्त हो जाते हैं। 
श्वेतगङ्गा परम पुण्यमयी और दुःख एवं दरिदताको दूर 
करनेवाली है। पार्वती ! मैं उसके पवित्र संगममें नित्य 
निवास करता हूँ। उसमें जो ख़ान और दान करते हैं, 
उन्हें उसका अक्षय फल प्राप्त होता है । जो नरश्रेष्ठ वहाँ 
धूप, फूल, माला और आरती निवेदन करते हैं, वे 
पुण्यात्मा हैं। जो बिल्वपत्र लेकर श्वेताके किनारे शिवके 
ऊपर चढ़ाता है, कह मनोवाञ्छित फल प्राप्त करता है । 

यहाँसे तीर्थ-यात्री पुरुष गणतीर्थको जाय । वह तीर्थ 
चन्दना नदीके तटपर है । शिवगणोंने उसका नाम त्रिविष्टप 
रखा है। पूर्णिमाको एकाग्रचित्त हो त्रिविष्टप तीर्थमें स्नान 
करके मनुष्य ब्रह्महत्या-जैसे पापसे मुक्त हो जाता है। जो 
वर्षाके चार महीनोंमें वहाँ निवास करता है, बह महान्‌ 
सौभाग्यशाली एवं पवित्र होकर रुद्रलोकमें प्रतिष्ठित होता 
है। कुष्णपक्षकी अष्टमीको गणतीर्थमें स्नान करके जो 
उपवास करता है तथा बकुलासंगममें गोता लगाता है, 
चह मानव स्वर्गलोकमें जाता है । उस तीर्थमें स्नान करके 
बकुलेश्वरका दर्शन करनेसे मनुष्य गणेशजीके प्रसादसे 
'गणपतिपदको प्राप्त होता है । यहाँ परम पराक्रमी चन्द्रवंशी 
राजा विश्वदत्तने दीर्घकालतक बड़ी भारी तपस्या की थी 
और श्रीगणेशाजीके प्रसादसे गणपतिपदको घा किया 
था। महेश्वरि! वसिष्ठ, वामदेव, कहोड, कौषीतक, 
भारद्वाज, अङ्गिरा, विश्वामित्र तथा वामन---ये पुण्यात्मा 
मुनि श्रीगणेशजीकी कृपासे सदा ही इस तीर्थका सेवन 
करते हैं । इसके सेवनसे पुत्रहीनको पुत्र, घनहीनको धन, 
विद्याहीनको विद्या और मोक्षार्थीको मोक्ष प्राप्त होता है। 
जो यहाँ स्नान अथवा पूजन करता है, वह सब पापॉसे 
मुक्त हो विष्णुके परमपदको प्राप्त होता है। 


— औ —= 


उत्तरखण्ड ] 


» असितीर्थ, हिरण्यासंगमतीर्थ, धर्मतीर्थ आदिकी महिमा » 


७९७ 


८८८५५७६५५५९७७८ ४७५७७७७७७६ ६७७७ ७५७१७७७७७७ ७ ७७७७७४४५७७ ७ ७७६७७७७७७४ ४७७ ७७७७७७४७७७ ३७७३७७ ०४८95“. 


अझितीर्थ, हिरण्यासंगमतीर्थ, धर्मतीर्थं आदिकी महिमा 


महादेबजी कहते हैं--पार्वती ! साभ्रमतीके पास 
ही ईशान-कोणमें पालेश्वर नामक तीर्थ है, जहाँ 
चण्डीदेवी प्रतिष्ठित हैं। वह योगमाताओका पीठ है, जो 
समस्त सिद्धियोंका साधक है। वहाँ जगत्पर अनुग्रह 
करने और सब देवताओंका कार्य सिद्ध करनेके लिये 
माताएँ परम यल्रपूर्वक स्थित हैं। उस तीर्थमें दृढ़तापूर्वक 
ज्रतका पालन करते हुए तीन रात निवास करके मनुष्य 
चण्डीपति भगवान्‌ शङ्करके समीप जा उनका दर्शन करे 
और उनके निकट साभ्रमती नदीमें ज्ञान करके समाधि- 
बिधिसे युक्त हो मातृ-मण्डलके दर्शनके लिये जाय; ऐसा 
करनेसे मनुष्य सहस्त्र गोदानोंका फल पाता है। 
अग्नितीर्थमें स्जान करके चामुष्डाका दर्शन करनेपर 
मनुष्यको राक्षस, भूत और पिशाचोंका भय नहीं रहता। 
पार्वती ! साभ्रमतीमें जहाँ गोक्षुए नदी मिली है, वहाँ 
सहस्त्रों तीर्थ हैं। वहाँ तिलके चूर्णसे श्राद्ध करना 
चाहिये। उस तीर्थमें पिण्डदान करके ब्राहाणोंको भोजन 
करानेसे अक्षय पदकी प्रापि होती है। 
पूर्वकालमें कुकर्दम नामक एक पापिष्ठ एवं दुर्धर्ष 
राजा रहता था, जो बड़ा ही खल, मूढ, अहङ्कारी, 
ब्राह्मणोंका निन्दक, गोहत्यार, बालघाती और सदा 
उन्मत्त रहनेवाला था । पिण्डार नामक नगरमें बह राज्य 
करता था। एक समय अधर्मके ही योगमें उसकी मृत्यु 
हो गयी । मरनेपर वह प्रेत हुआ । उसे हवातक पीनेको 
नहीं मिलती थी; अतः वह अनेक प्रेतोके साथ 
करुणस्वरमें रोता और हाहाकार मचाता हुआ इधर-उधर 
भटकता फिरता था। एक समय दैवयोगसे वह अपने 
गुरुके आश्रमपर जा पहुँचा । पूर्वजन्ममें उसने कुछ 
पुण्य किया था, जिसके योगसे उसे गुरुका सत्सङ्ग 
प्राप्त हुआ। 
पार्वती ! पूर्वजन्ममें बह वेदपाठी ब्राह्मण था और 
प्रतिदिन महादेवजीकी पूजा तथा अतिथियोंका स्वागत- 
सत्कार करके ही भोजन करता था। उस पुण्यके 
प्रभावसे वह श्रेष्ठ ब्राह्मण पिण्डारपुण्ड्में राजा कुकदर्मके 


रूपमें उत्पन्न हुआ। जनतक उसने राज्य किया, कभी 
मन और क्रियाद्वारा भी पुण्य कर्म नहीं किया था, 
इसलिये दैवात्‌ मृत्यु होनेपर वह प्रेतराज हुआ। सूखा 
हुआ मुँह, कङ्काल शरीर, पीला रंग, विकराल रूप और 
गहरी आँखें--यही उसकी आकृति थी। बह महापापी 
श्रेत अन्य दुष्ट प्रेतोंके साथ रहता था। उसके रोएँ 
ऊपरको उठे हुए थे। जटाओसे युक्त होनेके कारण वह 
भयङ्कर जान पड़ता था! उसे इस रूपमें देखकर 
आश्रमवासी ब्राह्मण कहोड व्याकुल हो उठे। 


८.) छ 


कहोड बोले--राजन्‌ ! यह अभिपालेश्वर तीर्थ 
है। मैं इस परम अद्भुत, मनोरम एवं रमणीय स्थानमें 
अतिदिन निवास करता हूँ। तुम तो मेरे यजमान हो । फिर 
इस प्रकार प्रेतराज कैसे हो गये ? 

प्रेत बोला--देव ! मैं बही पिण्डारपुरका कुकदर्म 
राजा हूँ। वहाँ रहकर मैने जो कुछ किया है, उसे सुनिये । 
ब्राह्मणोंकी हिंसा, असल्यभाषण, प्रजाओंका उत्पीड़न, 
जीवोंकी हत्या, गौओंको दुःख देना, सदा निना खान 


७९८ 


* अर्चयस्व इवीकेसे यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त परापुराण 


शणजश% ७४३५७७७७७७ द कक कक ७७१७७७ ७७७०७७७ ७७५६ १७७३७७७ ३७७३७७ ७७७७%७७ ७७७७७४७ ७७७७७७ 


किये ही रहना, सज्जन पुरुषॉको कलङ्क लगाना, भगवान्‌ 
विष्णु और चैष्णबोंकी सर्वदा निन्दा करना--यही मेरा 
काम था! मै दुराचारी और दुरात्मा था। जहाँ जीमें 
आता, वहीं खा लेता । कभी भी शौचाचारका पालन नहीं 
करता था! द्विजराज ! उसी पापकर्मके योगसे मै मृत्युके 
नादसे प्रेतयोनिमें पड़ा हूँ। यहाँ नाना प्रकास्के दुःख 
सहन करने पड़ते हैं। जिसके माता, पिता, स्वजन एवं 
बन्धु-बान्धव नहीं हैं। उसके लिये गुरु ही माता हैं और 
गुरु ही उत्तम गति हैं। ब्रह्मन्‌ ! ऐसा जानकर मुझे मोक्ष 
प्रदान कीजिये । 

'कहोडने कहा- राजन्‌ ! मैं तुम्हारी प्रार्थना पूर्ण 
करूँगा । तुम्हारे साथ जो ग्यारह प्रेत और हैं, इन्हें भी इस 
तीर्थमें मुक्ति दिलाऊँगा । 

पार्वती ! यों कहकर ब्राह्मण कहोडने सबके साथ 
तीर्थमें जाकर तिलसहित पिण्डदान एवं जलदानका कार्य 
किया । तीर्थमें मास और तिथिका कोई विचार नहीं है । 
वहाँ जाकर सदा ही श्राद्धादि कर्म करने चाहिये। यह 
बात पूर्वकालमें ्रह्माजीने मुझसे कही थी। ब्राह्मणके 

द्वारा श्राद्धकी क्रिया पूर्ण होनेपर उस श्रेष्ठ तीर्थमें वे सभी 


प्रेत मुक्त हो गये और उत्तम निमानपर बैठकर मेरे 
घामको चले गये। सुरेश्वरि ! जहाँ साभ्रमतीके साथ 
गोक्षुरा नदीका संगम हुआ है, वहाँ स्नान और दान 
करनेसे करोड़ यज्ञोंका फल होता है। कपालेश्वर क्षेत्रमें 
जहाँ अग्नितीर्थ है, वहाँ साभ्रमती नदी मुक्ति देनेवाली 
बतायी गयी है। 

देवि ! अब मैं दूसरे तीर्थ हिरण्यासंगमका वर्णन 
करता हूँ । वह महान्‌ तीर्थ है । पूर्वकालमें जब साभ्रमती 
गङ्गा सात घाराओंमें विभक्त हुई, उस समय वह 
ब्रह्मतनया सप्तस्रोताके नामसे विख्यात हुई । उसके सातवें 
स्रोतको ही हिरण्या कहते हैं। ऋक्ष और मञ्जुभके बीचमें 
सत्यवान्‌ नामक पर्वत है। उससे पूर्व दिशामें हिरण्या- 
संगम नामक महातीर्थ है, जिसमें स्नान और जलपान 
करनेसे मनुष्य शुभगतिको प्राप्त होता है। वहाँसे 
वनस्थलीमें जाय और पापहारी भगवान्‌ नारायणका दर्शन 
करे । यह वही स्थान है, जहाँ भगवान्‌ नर और नारायणने 
उत्तम तपस्या की थी । एक हजार कपिला गौओकि दानसे 
जो फल मिलता है, दशाश्चमेधतीर्थमें चन्द्रप्रहण 
और सूर्यम्रहणके समय स्त्रानसे जो. पुण्य होता है 
तथा तुलापुरुषके दानसे जिस फलकी प्राप्ति होती 
है, उसी पुण्यफलको मनुष्य हिरण्यासंगममें स्नान करके 
आप्त कर लेता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा 
शूट्ट--जो भी हिरण्यासंगममें स्नान करते हैं, वे 
शिवधामको जाते हैं । 

देवि ! अब मैं हिरण्यासंगमके बाद आनेखाले 
घर्मतीर्थका वर्णन करता हूँ, जहाँ साभ्रमती गङ्गाके साथ 
धर्मावती नदीका संगम हुआ है । वहाँ स्नान करके मनुष्य 
धन्य हो जाता है और निश्चय ही स्वर्गलोकको प्राप्त होता 
है। जो वहाँ धर्मद्वारा स्थापित तीर्थका दर्शन करता है, 
वह पुण्यका भागी होता है। जो लोग वहाँ श्राद्ध करते 
हैं, वे पितृक्रणसे मुक्त हो जाते हँ । वहाँसे मधुरातीर्थकी 


| यात्रा करे, जहाँ सन पापोंका नाश हो जाता है। 


मधुरातीर्थमें स्नान करके मधुर संज्ञक श्रीहरिका दर्शन 


५ करना चाहिये । कंसासुरका वध हो जानेके पश्चात्‌ जब 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण द्वारकापुरीको जाने लगे, उस समय 


उत्तरखण्ड ], साभ्रमती-तटके कपीश्वर, एकघार, सप्तथार और ब्रहावल्ली आदि तीथॉकी महिमाका वर्णन « 


७२९ 


१७०७०९०००९०००००००९०९०००७०००००००५०१९५००१०७००००००७००००७५५०७००७०००७०-७००००१०:०७:००:००१०९००९-०:९०००-७५७७००-१९०%११९०००७. 


उन्होंने चन्दना नदीके तटपर सात राततक निवास किया । 


मनुष्य तीर्थमें स्नान करके मधुर नामसे विख्यात भगवान्‌ 


“उसके बाद भोज, वृष्णि और अन्धक-वंशियोंसे घिरे हुए सूर्यकी पूजा करता है और माघके शुक्कपक्षकी सप्तमीको 
वे समस्त यादन-वीरोंके साथ मधुरातीर्थमें आये और कपिला गौका दान करता है, नह इस लोकमें दीर्घकाल- 


वहाँ विधिपूर्वक खान करके द्वारकापुरीको गये। जो 


तक सुख भोगनेके पश्चात्‌ सूर्यलोकको जाता है। 


= + = 
साश्रमती-ततटके कपीश्वर, एकधार, सप्तघार और ब्रह्मवल्ली आदि तीर्थोकी महिमाका वर्णन 


महादेखजी कहते हैं--पार्वती ! मनुष्य 
कम्नुतीर्थमें स्नान और पितृतर्पण करके रोग-शोकसे 
रहित देवदेवेश्वर भगवान्‌ नारायणका पूजन करे। फिर 
ब्राह्मणोंको विधिपूर्वक दान दे। ऐसा करनेपर वह उस 
तीर्थके प्रभावसे श्रीविष्णुधामको प्राप्त होता है। उसके 
बाद कपीश्वर नामक तीर्थकी यात्रा करे। वह रक्तसिंहके 
समीप है और महापातकोंका नाश करनेवाला है। 
पूर्वकालमें श्रीराम-रावण-युद्धके प्रारम्भमे जब समुद्रपर 
पुल बाँधा जा रहा था, उस समय इस पर्वतका शिखर 
लेकर कपियोंने इसका विशेषरूपसे स्मरण किया। 
उन्होंने यहाँ कपीश्वरादित्य नामक उत्तम तीर्थकी स्थापना 
की। उस तीर्थमें स्नान और पितृतर्पण करके कपीश्वरा- 
दित्यका दर्शन करनेपर मनुष्य ब्रह्महत्यासे मुक्त हो जाता 
है। कपीश्वरतीर्थमें विशेषतः चैत्रकी अष्टमीको स्नान 
करना चाहिये । हनुमानजी आदि प्रमुख वीरोने इस तीर्थमें 
तीन दिनोंतक स्रान किमा था। पार्वती ! इस प्रकार मैंने 
तुम्हारे लिये कपितीर्थके प्रभावका वर्णन किया है। 
'वहाँसे परमपावन एकधार तीर्थको जाना चाहिये। जो 
एकधारमें स्नान करके एक रात्रि उपवास करता और 
खामिदेवेश्वरका पून, करता है, वह अपनी सौ 
पीढ़ियोंका उद्धार कर देता है। वहाँ खान और जलपान 
करनेसे मनुष्य ब्रह्मलेकमें जाता है । तत्पश्चात्‌ तीर्थयात्री 
पुरुष सप्तधार नामक तीर्थकी यात्रा करे । वह सब तीर्थोमें 
उत्तम तीर्थ है । उस तीर्थको मुनियेनि सप्त-सारस्वत नाम 
दिया है। त्रेतायुगमें महर्षि मङ्किने वहाँ मङ्कितीर्थका 
निर्माण किया था। फिर द्वापरमें पाण्डवोने सप्तधार 
तीर्थको प्रवृत्त किया। भगवान्‌ 'शङ्करकी जटासे निकला 
हुआ गङ्गाजल यहाँ सात धाराओके रूपमें प्रकट हुआ, 


इसलिये यह सप्तघार तीर्थ कहलाता है। सात लोकोंमें 
जो गङ्गाजीके सात रूप सुने जाते हैं, वे सभी इस 
सप्तधार नामक तीर्थमें अपने पवित्र जलको प्रवाहित 
करते हैं। सप्तधार तीर्थमें किया हुआ श्राद्ध पितरोंको तृप्ति 
प्रदान करनेवाल्त्र होता है । 

देवेश्वरि ! बहाँसे ब्रह्मवल्ली नामक महान्‌ तीर्थकी 
यात्रा करे। उस तीर्थके स्वरूपका वर्णन सुनो। जहाँ 
साभ्रमती नदीका जल ब्रह्मवल्लीके जलसे मिला है, वह 
स्थान ब्रह्मतीर्थ कहलाता है। उसका महत्त्व प्रयागके 
समान माना गया है। ब्रह्माजोका कथन है कि वहाँ 
पिष्डदान करनेसे पितरोंको बारह वर्षांतक तृप्ति बनी 
रहती है। विशेषतः ब्रह्मवल्लीमें पिण्डदानका गया- 
श्राद्धके समान पुण्य माना गया है । पुष्कर, गङ्गानदी और 
अमरकण्टक क्षेत्रमें जानेसे जो फल मिलता है, वह 
ब्रह्मवल्लीमें विशेषरूपसे प्राप्त होता है । चन्द्रमहण और 
सूर्यप्रहणके समय जो लोग दान करते हैं, उन्हें 
मिलनेवाला फल ब्रह्मनल्लीमें स्वतः प्राप्त हो जाता है। 
बअह्यवल्लीमें स्नान करके गलेमें तुलसीकी माला धारण 
किये भगवान्‌ नारायणका स्मरण करता हुआ मनुष्य 
दिव्य वैकुण्ठधाममें जाता है, जो आनन्दस्वरूप एव 
अविनाशी पद है। 

तत्पश्चात्‌ वृषतीर्थमें जाय, जो खण्डतीर्थके नामसे 
भी प्रसिद्ध है। पूर्वकालमें गौ वहाँ स्नान करके दिव्य 
गोलोकधामको प्राप्त हुई थीं। उस तीर्थमें निराहार रहकर 
जो गौओकि लिये पिण्डदान करता है, नह चौदह इन्द्रोंकी 
आयुपर्यन्त सुखी एवं अभ्युदयशाली होता है, करोड़ 
गौओकि दानसे मनुष्यको जिस फलकी प्राप्ति होती है, 
यह खण्डतीर्थमें निस्सन्देह प्राप्त हो जाता है। जो 


८०० 


* आर्खयस्व हृषीकेश यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


खण्डतीर्थमें बैलका मूत्र लेकर पान करता है, उसकी 
तत्काल शुद्धि हो जाती है। खण्डतीर्थसे बढ़कर दूसरा 
कोई तीर्थ न हुआ है और न होगा । पार्वती ! जो मनुष्य 
बहाँकी यात्रा करते हैं, वे पुण्यके भागी होते हैं। वहाँ 
जाकर गौओंका पूजन करना चाहिये। उसके बाद 
वृषभकी पूजा करके एकाअतापूर्वक पुनः स्त्रान करना 
चाहिये। गो-पूजनसे मनुष्य गोलोकमें नित्य निवास 
करता है, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है। जो वहाँ पाँच 
आँवलेके पौधे लगाते हैं, वे इस लोकमें सुख भोगकर 
अन्तमें श्रीहरिके परमधाममें जाते हैं। 
तदनन्तर संगमेश्वर नामक उत्तम तोर्थकी यात्रा करे । 
बह बहुत बड़ा तीर्थ है। वहाँ पुण्यमयी हस्तिमती नदी 
साभ्रमतीसे मिली है। बह नदी कोण्डिन्य मुनिके शापसे 
सूख गयी थी। तबसे ल्मेकमें बहिश्चर्याके नामसे उसकी 
ख्याति हुई । वह त्रिलोक-विख्यात तीर्थ परमपवित्र और 
सब पापोंको हरनेवाला है । मनुष्य उस तीर्थमें स्नान तथा 
महेश्वरका दर्शन करके सब पापोंसे मुक्त होता और रुद्रके 
लोकमें जाता है। देवि! जिस प्रकार झाप मिलनेके 
कारण उस नदीका जल सूख गया था, वह प्रसङ्ग 
बतलाता हूँ; सुनो । जहाँ परमपवित्र महानदी साभ्रमती 
गङ्गा और हस्तिमती नदीका संगम हुआ है, वहीं मुनिवर 
कौष्डिन्यने बड़ी भारी तपस्या आरम्भ की। इस प्रकार 
बहुत समयतक उन्होंने समस्त इन्द्रियोंके स्वामी शुद्ध 
बुद्ध भगवान्‌ नारायणकी आराधना की। एक समय 
दैवयोगसे वर्षाकाल उपस्थित हुआ। नदी जलसे भर 
गयी। तन कौण्डिन्य ऋषिने उस स्थानको छोड़ दिया। 
किन्तु रातमें नदीकी बाढ़के कारण उन्हें बड़ा कष्ट हुआ । 
खे चिन्तित होकर सोचने रूगे---'अब क्या करना 
चाहिये ?' उनका आश्रम दिव्य झोभासे सम्पन्न और 
महान्‌ था । किन्तु जछके वेगसे वह हस्तिमती नदीमें बह 
गया । उनके पास जो बहुत-से फल-मूल और पुस्तकें 
थीं, वे भी नदीमें बह गयीं ! तब मुनिश्रेष्ठ कोण्डिन्यने उस 
नदीको झाप दिया--'अरी! तू कलियुगमें बिना 
जलकी हो जायगी ।' पार्वती ! इस प्रकार हस्तिमतीको 
शाप देकर निप्रवर कौण्डिन्य सनातन विष्णुधामको चले 


गये। आज भी वह संगमेश्वर नामक तीर्थ मौजूद है, 
जिसका दर्शन करके पापी मनुष्य ब्रह्महत्या आदि 
पातकसे मुक्त हो जाता है। 

देवेश्वरि ! वहाँसे तीर्थयात्री मनुष्य रुद्रमहाल्य 
नामक तीर्थकी यात्रा करे । वह केदार तीर्थके समान 
अनुपम है । साक्षात्‌ रुद्रने उसका निर्माण किया है । वहाँ 
अवश्य श्राद्ध करना चाहिये; क्योंकि वह पितरोंकी पूर्ण 
तृप्तिका कारण होता है । उस तीर्थमें श्राद्ध करनेसे पितर 
और पितामह तृप्त हो रुद्रके परमपदको प्राप्त होते हैं । जो 
रुद्रमहालय तीर्थमें कार्तिक एवं बैशाखकी पूर्णिमाको 
वृषोत्सर्ग करता है, वह रुद्रके साथ आनन्दका भागी 
होता है। केदार तीर्थमें जलपान करनेमें मनुष्यका 
पुनर्जन्म नहीं होता । बहाँ स्रान करनेमात्रसे वह मोक्षका 
भागी हो जाता है । देवि ! एक समय मैं साभ्रमती नामक 
महागङ्गाका महत्त्व जानकर कैलास छोड़ यहाँ आया था 
और लोकहितके लिये यहाँ स्नान तथा जलपान करके 
इसे परम उत्तम तीर्थ बनाकर पुनः अपने कैलासधामको 
लौट गया | तबसे महालय परम पुण्यमय तीर्थ हो गया। 
संसारमें इसकी रुद्रमहालयके नामसे ख्याति हुई । देवि ! 
जो कार्तिक और वैशाखकी पूर्णिमाको यहाँकी यात्रा 
करते हैं, उन्हें फिर कभी संसार-जनित दुःखकी प्राप्ति 
नहीं होती। 

पार्वती ! अब देवताओंके लिये भी दुर्लभ उत्तम 
तीर्थका वर्णन सुनो। वह खन्गतीर्थके नामसे बिख्यात 
और समस्त पापोंका नाश करनेवाला है । खङ्गतीर्थमें 
स्नान करके खङ्गे्वर शिवका दर्शन करनेसे मनुष्य कभी 
दुर्गतिमें नहीं पड़ता और अन्तमें स्वर्गलोकको जाता है । 
जो खङ्गधारेश्वर महादेवका दर्शन करता और कार्तिककी 
पूर्णिमाको उनकी विशेषरूपसे पूजा करता है, उसको ये 
सर्वेश्वर भगवान्‌ विश्वनाथ सदा इस पृथ्वीपर सब 
प्रकारका सुख देते हैं; क्योंकि ये मनोब्राब्छित फल 
देनेवाले हैं। 

साभ्रमतीके तटपर चित्राङ्गगदन नामक एक तीर्थ है, 
जो गयासे भी श्रेष्ठ है । उस शुभकारक तीर्थके अधिष्ठातृ 
देवता मालार्क नामके सूर्य हैं। जिसको कोढ़ हो गयी हो, 


उत्तरसण्ड ] 


* साञ्रमती-तटके कपीश्वर आदि तीथॉकी महिमाका खर्णन + 


८०३ 


बह मनुष्य यदि उस तीर्थमें जाय तो भगवान्‌ मालार्क 
उसकी कोढ़को दूर कर देते हैं। जो नारी शास्त्रोक्तविधिसे 
वहाँ अभिषेक करती है, चह मृतवत्सा हो या बन्ध्या, 
झीध् ही पुत्र प्राप्त करती है। उस तीर्थमें रविवारके दिन 
यदि स्रान, सन्ध्या, जप, होम, स्वाध्याय और देवपूजन 
किये जाय॑ तो ने अक्षय हो जाते हैं। देवेश्वरि ! वहाँ 
जाकर श्रीसूर्यका त्रत करना चाहिये । ऐसा करनेसे मनुष्य 
इस लोकमें सुख भोगकर सूर्यलोकको जाता है । जो उस 
तीर्थमें जाकर विशेषरूपसे उपवास करता और इन्द्रियोंको 
वशमें करके भगवान्‌ मालार्कका पूजन करता है, वह 
निश्चय ही मोक्षका भागी होता है। 
इस तीर्थके बाद दूसरे तीर्थमें जाय, जो मालार्कसे 
उत्तरमें स्थित है । उसका नाम है--चन्दनेश्वर तीर्थ । वह 
उत्तम स्थान सदा चन्दनकी सुगन्थसे सुवासित रहता है । 
वहाँ स्नान, जलपान और पितृतर्पण करनेसे मनुष्य कभी 
नरकमें नहीं पड़ता और रुद्रलोकको प्राप्त होता है । वहाँ 
जगतका कल्याण करनेवाले विश्वके स्वामी भगवान्‌ 
चन्दनेश्वरका दर्शन करके रुद्रलोककी इच्छा रखनेवाला 
पुरुष यथाशक्ति उनका पूजन करे । उस तीर्थमें कल्याण 
प्रदान करनेवाले साक्षात्‌ परमात्मा श्रीविष्णु नित्य निवास 
करते हैं। धन्य है साभ्रमती नदी और धन्य हैं विश्वके 
स्वामी भगवान्‌ शिव एवं विष्णु ! 
हाँसे पापनाशक जम्बूतीर्थमें स्नान करनेके लिये 
जाय। कलियुगमें वह तीर्थ मनुष्योंके लिये स्वर्गकी 
सीढ़ीके समान स्थित है | पूर्वकालमें जाम्बवान्ने वहाँ 
दशाङ्ग पर्वतपर अपने नामसे एक शिर्वलिङ्गकी स्थापना 
की थी। वहाँ स्रान करके मनुष्य तत्काल श्रीरामचन्द्रजी 
और लक्ष्मणका स्मरण करे तथा जाम्बवतेश्वर शिवको 
मस्तक झुकाये तो नह रुद्रलोकमें प्रतिष्ठित होता है। 
देवि ! जहाँ-जहाँ श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण किया जाता है, 
नहाँ-बहाँ सम्पूर्ण चराचर जगतमें भव-बन्धनसे छुटकारा 
देखा जाता है। मुझे ही श्रीराम जानना चाहिये और 
श्रीराम ही रुद्र है--यों जानकर कहीं भेददृष्टि नहीं रखनी 
चाहिये। जो मन-ही-मन “राम! राम! राम !' इस 
प्रकार जप किया करते हैं, उनके समस्त मनोरथोंकी 


24९७१४४५७७ ७७५७७७७ ७७७७७ ७३७७७७७४७७ 9 ० 9» » ४488४» ४5४ ४४४ ४ ४98४ ४ ४8 ००४५० ४&०४४ ४०३४४ ४४९०४४८ १०४४ लत 


अत्येक युगमें सिद्धि हुआ करती है। देवि! मै सदा 
श्रीरामचन्द्रजीका स्मरण किया करता हूँ। श्रीरामचन्द्रजीका 
नाम श्रवण करनेसे कभी भव-बन्धनकी प्राप्ति नहीं होती । 
पार्वती ! मैं काशीर्मे रहकर प्रतिदिन भक्तिपूर्वक कमल- 
नयन श्रीरघुनाथजीका निरन्तर स्मरण किया करता हूँ। 
जाम्बवानने पूर्वकालमें परम सुन्दर श्रीरामचन्द्रजीका 
स्मरण करके जम्बूतीर्थमें जाम्बवत नामसे प्रसिद्ध 
शिवलिङ्गको स्थापित किया था। वहाँ स्त्रान, देवपूजन 
तथा भोजन करके मनुष्य शिवलोकको प्राप्त होता है और 
वहाँ चौदह इन्द्रोंकी आयुपर्यन्त निवास करता है । वहाँसे 
इन्द्रमाम नामक उत्तम तोर्थमें जाना चाहिये, जहाँ 
पूर्वकालमें स्नान करके इन्द्र घोर पापसे मुक्त हुए थे । 

श्रीपार्वतीजीने पूछा--भगवन्‌ ! इन्द्रको किस 
कर्मसे घोर ष्ण लगा था और किस प्रकार वे पापरहित 
हुए ! उस श्रसङ्गको विस्तारके साथ सुनाइये । 

श्रीमहादेवजी बोळे--देवि ! पूर्वकालमें देवराज 
इन्द्र और असुरेकि स्वामी नमुचिने परस्पर यह प्रतिज्ञा की 
कि हम दोनों एक-दूसरेका बिना किसी शख्रकी सहायता 
लिये वध करें; परन्तु इन्द्रने आकाशवाणीके कथनानुसार 
जलका फेन लेकर उसीसे नमुचिको मार डाला । तब 
इन्द्रको ब्रह्महत्या लगी । उन्होंने गुरुके पास जाकर अपने 
पापकी शान्तिका उपाय पूछा! फिर बृहस्पतिजीके 
आज्ञानुसार वे साभ्रमती नदीके उत्तर तटपर आये और 
वहाँ उन्होंने स्नान किया । इससे उनका सारा पाप तत्काल 
दूर हो गया । शरीरें पूर्ण चन्द्रमाके समान उज्ज्वल कान्ति 
छा गयी। तब इन्द्रने जहाँ धवलेश्वर नामक शिवकी 
स्थापना की । 

नह शिनल्त्रिङ्ग इस पृथ्वीपर इन्द्रके ही नामसे प्रसिद्ध 
हुआ। वहाँ पूर्णिमा, अमावास्या, संक्रान्ति और अहणके 
दिन श्राद्ध करनेपर पितरोंकी बारह वर्षांतक तृप्ति जनी 
रहती है। जो धवलेश्वरके पास जाकर ब्राह्मण-भोजन 
कराता है, उसके एक ब्राह्मणको भोजन करानेपर सहसत 
ब्राह्मणोंको भोजन करानेका फल होता है। वहाँ अपनी 
झक्तिके अनुसार सुजणे, भूमि और वस्चका दान करना 
चाहिये। ब्राह्मणको श्वेत रंगकी दूघ देनेवाली गौ 


८०२ 


० अर्चयस्व हवीकेशे यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


Frshressnneesgtnenresnbesreeesesmeneeeseseseesseratessasessesnenanssseeeesene०५०+४५४५०४५५०५४४०५५५५५५५४ 


[ संक्षिप्त पद्मपुराणः 


बछड़ेसहित दान करनी चाहिये । जो ब्राह्मण यहाँ आकर 
सुद्रमन्त्रका जप आदि करता है, उसका शुभ कर्म वहाँ 
भगवान्‌ शङ्करजीके प्रसादसे कोटिगुना फल देनेवाला 
होता है । जो मनुष्य उस तीर्थमें आकर उपवास आदि 
करता है, वह अपनी सम्पूर्ण कामनाओंको निस्सन्देह प्राप्त 
कर लेता है। जो बिल्वपत्र लाकर भगवान्‌ धवलेश्वरकी 
पूजा करता है, वह मानन इस पृथ्बीपर घर्म, अर्थ और 
काम--तीनों प्राप्त करता है, विशेषतः सोमवारको जो 
श्रेष्ठ मनुष्य वहाँकी यात्रा करते हैं, उनके रोग-दोषको 
भगवान्‌ धवलेश्वर शान्त कर देते हैं! जो सदा रविवारको 
उनका विशेषरूपसे पूजन करता है, उसकी महिमाका 
ज्ञान मुझे कभी नहीं हुआ । जो दूर्वादल, मदारके फूल, 
कह्लार-पुष्प तथा कोमल पत्तियॉसे श्रीधवलेश्वरका पूजन 
करते हैं, वे मनुष्य पुण्यके भागी होते हैं । श्वेत मदारका 


फूल लाकर उसके द्वार घवलेश्वरकी पूजा करके उन्हींके 
असादसे मनुष्य सदा मनोवाज्छित फल पाता है। 
सत्ययुगमें भगवान्‌ नीलकण्ठके नामसे प्रसिद्ध होकर 
सबका कल्याण करते थे । फिर त्रेतायुगमें वे भगवान्‌ 
हरके नामसे विख्यात हुए, द्वापरमें उनकी सार्व संज्ञा होती 
है और कलियुगमें वे धवलेश्वर नामसे प्रसिद्ध होते हैं। 
जो श्रेष्ठ मानव यहाँ सत्रान और दान करते हैं, बे धर्म, 
अर्थ और कामका उपभोग करके शिवधामको जाते हैं। 
चन्द्रमहण, सूर्यग्रहण तथा पिताकी वार्षिक तिथिको 
श्राद्ध करनेसे जो फल मिलता है, उसे धवलेश्वर तीर्थमें 
मनुष्य अनायास ही प्राप्त कर लेता है। देवि! 
घनलेश्वरमें कालसे प्रेरित होकर सदा ही जो प्राणी 
मृत्युको प्राप्त होते है, बे जनतक सूर्य और चन्द्रमा हैं 
'तबतक शिवधाममें निवास करते हैं! 


सा 


साभ्रमती-तटके बालार्क, दुर्थषेश्वर तथा खड़धार आदि तीर्थोकी महिमाका वर्णन 


श्रीमहादेवजी कहते हैं--साभ्रमतीके तटपर 
बालार्क नामका श्रेष्ठ तीर्थ है, जो भोग और मोक्ष प्रदान 
करनेवाला है। मनुष्य उस बालार्कतीर्थमें स्नान करके 
पवित्रतापूर्वक तीन रात निवास करे और सूर्योदयके 
समय नाल-सूर्यके मुखका दर्शन करे । ऐसा करनेसे वह 
निश्चय ही सूर्यलोकको प्राप्त होता है । रविवार, संक्रान्ति, 
सप्तमी तिथि, विषुव योग, अयनके आरम्भ-दिवस, 
चन्द्रमहण तथा सूर्यम्रहणके दिन स्नान करके देवताओं, 
पितरों और पितामहोंका तर्पण करे। फिर ब्राह्मणोंको 
गुड़मयी धेनु और गुड़-भात दान करे। तत्पश्चात्‌ कनेर 
और जपाके फूलोँसे नाल-सूर्यका पूजन करना चाहिये। 
जो मनुष्य ऐसा करते हैं, वे सूर्यलोकमें निवास करते हैं। 
जो मानव वहाँ दूध देनेवाली लाल गौ तथा बोझ ढोनेमें 
समर्थ एक बैल दान करता है, वह यज्ञका फल पाता है 
और कभी भी नरकमें नहीं पड़ता। इतना ही नहीं, यदि 
वह रोगी हो तो रोगसे और कैदी हो तो बन्धनसे मुक्त 
हो जाता है। इस तीर्थमें पिण्डदान करनेसे पितामहगण 


पूर्ण तृप्त होते हैं । 


पूर्वकालकी बात है, एक बुड्डा भैंसा, जो वृद्धावस्थाके 
कारण जर्जर हो रहा था, बोझ ढोनेमें असमर्थ हो गया। 
यह देख व्यापारीने उसको रास्तेमे ही त्याग दिया। 
गर्मीका महीना था, वह पानी पीनेके लिये महानदी 
साभ्रमतीके तटपर आया । दैषषश वह भैंसा कीचड़में 
फँस गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गयी। नदीके पवित्र 
जळमें उसकी हड्डियाँ बह गयीं। उस तीर्थके प्रभावसे 
वह भैंसा कान्यकुब्ज देशके राजाका पुत्र हुआ । क्रमशः 
बड़े होनेपर उसे राज्यसिंहासनपर बिठाया गया । उसे 
अपने पूर्वजन्मका स्मरण नना रहा। वहाँ अपने पूर्व 
वृत्तान्तको याद करके उस तीर्थके प्रभावका विचार कर 
वह राजा उक्त तीर्थमें आया और वहाँके जलमें खान 
कर्के उसने अनेक प्रकारके दान किये। साथ ही उस 
तीर्थमें राजाने देवाधिदेव महेश्वरकी स्थापना की। वहाँ 
स्त्रान करके महिषेश्वरका पूजन तथा बाल-सूर्यके मुखका 
दर्शन करके मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो जाता है । यों तो 
समूची साभ्रमती नदी ही परम पवित्र है, किन्तु 
बालार्कक्षेत्रमे उसकी पावनता विशेष बढ़ गयी है। 


उत्तरखण्ड ] » साअमती-तटके आालार्क, दुर्घबेंसर तथ्य खङ्गयार आदि तीथॉकी महिमाका वर्णन « 


८०३ 


उसका नामोचारणमात्रसे मनुष्य बड़े-बड़े पापोंसे भी 
छुटकारा पा जाता है । साध्रमती नदीका जल जहाँ पूर्वसे 
पश्चिमकी ओर बहता है, वह स्थान प्रयागसे भी अधिक 
पवित्र, समस्त कामनाओंको पूर्ण करनेवाला और महान्‌ 
है। वहाँ ब्राह्मणोंको दिया हुआ गौ, भूमि, तिल, सुवर्ण, 
वस्न, अन्न, शय्या, भोजन, वाहन और छत्र आदिका 
दान, अग्निमें किया हुआ हवन, पितरोंके लिये किया 
गया श्राद्ध तथा जप आदि कर्म अक्षय हो जाता है। उस 
तीर्थमें मनुष्य जिस-जिस चस्तुकी कामना करता है, 
'वह-वह उसे महेश्वरकी कृपा तथा तीर्थके प्रभावसे प्राप्त 
होती है। 
अब दुर्धषेश्रर नामक एक दूसरे उत्तम तीर्थका 
वर्णन करता हूँ। उसके स्मरण करनेमात्रसे पापी भी 
पुण्यवान्‌ हो जाता है । देवासुर-संग्रामकी समाप्ति और 
दैत्योंका संहार हो जानेपर भृगुनन्दन शुक्राचार्यने वहाँ 
कठोर ब्रतका पालन करके लोक-सृष्टिके कारणभूत 
दुर्धर्ष देता महादेवजीकी समाराधना की और उनसे 
दैत्योके जीवनके लिये मृतसंजीवनी विद्या प्राप्त की। 
तबसे यह तीर्थ भूमण्डलमें उन्हीके नामपर विख्यात 
हुआ। काव्यतीर्थमें स्नान करके दुर्ध्षेश्वर नामक 
महादेवका पूजन करनेसे मनुष्य सब पापोंसे छुटकारा पा 
जाता है। 
साभ्रमती नदीके तटपर खङ्गधार नामसे विख्यात 
एक परम पावन तीर्थ है, जो अब गुप्त हो गया है और 
जहाँ प्रसङ्गवरा भी कभी अचानक स्नान और जलपान 
कर लेनेपर मनुष्य सब पापॉसे मुक्त हो रुद्रलोकमें 
प्रतिष्ठित होता है । वहाँ कश्यपके पीछे जाती हुई पवित्र 
साध्रमती नदीको पाताळकी ओर जाते देख रुट्रने उसे 
अपने जटाजूटमें धारण कर लिया तथा वे रुद्र खन्गघार 
नामसे विख्यात होकर वहीं रहने लगे। देवेश्वरि ! वहाँ 
स्त्रान करनेसे पापी भी स्वर्गमें चले जाते हैं। पार्वती ! 
माधमें, वैज्ञाखमें तथा विशेषतः कार्तिककी पूर्णिमाको 
जो वहाँ स्नान करते हैं, बे मुक्त हो जाते हैं। वसिष्ठ, 
बामदेव, भारद्वाज और गौतम आदि ऋषि वहाँ स्नान 
तथा भगवान्‌ शिवका दर्शन करनेके लिये आया करते 


हैं। यदि मनुष्य मेरे स्थानपर जाकर विशेषरूपसे मेरा 
पूजन करता है तो उसका सारा पाप तत्काल नष्ट हो 
जाता है। जो इस तीर्थमें मेरी मिट्टीकी मूर्ति बनाकर पूजते 
हैं, वे मेरे परमधाममें निवास करते हैं। मेरा विग्रह 
कलियुगमें खङ्गघारेश्वरके नामसे विख्यात होता है | 
सत्ययुगमें मैं 'मन्दिर' कहलाता हूँ और त्रेतामें 'गौरव' । 
द्वापरमें मेरा 'विश्वविख्यात' नाम होता है और कलियुगमें 
“खङ्गेश्वर' या 'खङ्गघारेश्वर' । इस तीर्थके दक्षिण भागमें 
मेरा स्थान है--यह जानकर जो विद्वान्‌ वहीं मेरी मूर्ति 
बनाता और नित्य उसकी पूजा करता है, उसे मनोवाञ्छित 
'फलकी प्राप्ति होती है । बह मानव धर्म, अर्थ, काम और 
मोक्ष--चारों पुरुार्थोको प्राप्त कर लेता है । देवेश्वरि ! जो 
लोग लोकनाथ महेश्वरको धूप, दीप, नैवेद्य तथा चन्दन 
आदि अर्पण करते हैं, उन्हें कभी दुःख नहीं होता । 

खङ्गधार 'तीर्थसे दक्षिणकी ओर परम पावन 
दुगधेश्वर तीर्थ बताया गया है, जो सब पार्पोका नाश 
करनेवाला है। उस तीर्थमें स्नान करके दुग्धेश्वर शिवका 
दर्शन करनेपर मनुष्य पापजनित दुःखसे तत्काल 
छुटकारा पा जाता है। साभ्रमतीके सुन्दर तटपर जहाँ 
परम पुण्यमयी चन्द्रभागा नदी आकर मिली है, महर्षि 
दधीचिने भारी तपस्या की थी। वहाँ किये हुए स्त्रान, 
दान, जप, पूजा और तप आदि समस्त शुभ कर्म 
दुग्धतीर्थके प्रभावसे अक्षय होते हैं। 

दुग्धेश्वर तीर्थसे पूर्वकी ओर एक परम पावन तीर्थ 
है, जहाँ साभ्रमतीमें चन्द्रभागा नदी मिली है। वहाँ 
पुण्यदाता चन्द्रेश्वर नामक महादेवजी नित्य विराजमान 
रहते हैं । जो सम्पूर्ण लोकोंको सुख देनेवाले, परम महान्‌ 
और सर्वत्र व्यापक हैं, ने ही भगवान्‌ 'हर' वहाँ निवास 
करते हैं। उस तीर्थमें चन्द्रमाने दीर्घकालतक तप किया 
था और उन्होने ही चन्द्रेधर नामक महादेवकी स्थापना 
की थी। वहाँ खान, जलपान और शिवकी पूजा 
करनेवाले मनुष्य घर्म और अर्थ प्राप्त करते हैं। जो लोग 
वहाँ विशेषरूपसे वृषोत्सर्ग आदि कर्म करते हैं, वे पहले 
स्वर्ग भोगकर पीछे शिवधामको जाते हैं । जो दूसरे तटपर 
जाकर समस्त पापोंका नाश करनेवाले चन्द्रेधर नामक 


शिवकी अर्चना करते हैं तथा विशेषतः रुद्रके मन्त्रॉका 
जप करते हैं, उन्हें शिवका स्वरूप समझना चाहिये। 
देवि! जो यहाँ सर्वदा ख्रान करते हैं, उन मनुष्योंको 
निस्सन्देह विष्णुस्वरूप जानना चाहिये। जो तिलपिण्डसे 
यहाँ श्राद्ध करते हैं, वे भी उसके प्रभावसे विष्णुधामको 
जाते है । यहाँ विधिपूर्वक स्नान और दान करना चाहिये। 
स्त्रान करनेपर ब्रह्महत्या आदि पापॉसे भी छुटकारा मिल 
जाता है। इस तटपर जो विशेषरूपसे वटका वृक्ष लगाते 
है, वे मृत्युके पश्चात्‌ शिवपदको प्राप्त होते हैं। 

दुग्धेधरके समीप एक अत्यन्त पावन तथा रमणीय 

तीर्थ है, जो इस पृथ्वीपर पिप्पलादके नामसे प्रसिद्ध है । 
देवेश्वरि ! बहाँ स्नान और जलपान करनेसे ब्रह्महत्याका 
पाप दूर हो जाता है । साभ्रमतीके तटपर पिप्पलाद तीर्थ 
गुप्त है। यहाँ स्रान करनेसे मनुष्य मोक्षका भागी होता 
है। वहाँ विधिपूर्वक पीपलका वृक्ष लगाना चाहिये । 
ऐसा करनेपर मनुष्य कर्म-बन्धनसे मुक्त हो जाता है। 
पिप्पलाद तीर्थसे आगे साभ्रमतीके तटपर निम्बार्क 
नामक उत्तम तीर्थ है, जो व्याधि तथा दुर्गन्धका नाश 
करनेवाला है । पूर्वकालमें कोलाहल दैत्यके साथ युद्धमें 
दानवॉके द्वारा परास्त होकर देवतालोग सूक्ष्म-शरीर 
धारण करके प्राणरक्षाके लिये यहाँ वृक्षेमिँ समा गये थे । 
बहाँ जानेपर विशेषरूपसे भगवान्‌ सूर्यका पूजन करना 
चाहिये । पार्वती ! सूर्यके पूजनसे मनोवाञ्छित फलकी 
प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस तीर्थमें जाकर सूर्यके बारह 
नामॉका पाठ करते हैं, वे जीवनभर पुण्यात्मा बने रहते 
हैं। के नाम इस प्रकार हैं--आदित्य, भास्कर, भानु, 
रवि, विश्वप्रकाशक, तीक्ष्णांशु, मार्तण्ड, सूर्य, प्रभाकर, 
विभावसु, सहस्राक्ष तथा पूषा ।* पार्वती ! जो विद्वान्‌ 
एकाग्रचित्त होकर इन बारह नामोंका पाठ करता है, वह 
धन, पुत्र और पौत्र प्राप्त करता है। जो मनुष्य इनमेंसे 
एक-एक नामका उच्चारण करके सूर्यदेवका पूजन करता 
है, वह बाह्मण हो तो सात जन्मोंतक घनाढ्य एवं वेदोंका 


पारगामी होता है। क्षत्रिय हो तो राज्य, वैश्य हो तो घन 
और शुद्र हो तो भक्ति पाता है। इसलिये उपर्युक्त नाममय 
उत्तम सूक्तका जप करना चाहिये। 

पार्वती ! निम्बार्क तीर्थसे बहुत दूर जानेपर परम 
उत्तम सिद्धक्षेत्र आता है। 

उपर्युक्त तीर्थके बाद तीर्थराज नामसे विख्यात एक 
उत्तम तीर्थ है, जहाँ सात नदियाँ बहती हैं। अन्य 
तीथाँकी अपेक्षा यहाँके स्त्रानमें सौगुनी विशेषता है । यहाँ 
देवताओंमें श्रेष्ठ साक्षात्‌ भगवान्‌ वामन विराजमान हैं। 
जो माघ मासकी द्वादशीको तिलकी घेनुका दान करता 
है, वह सन पापॉसे मुक्त हो अपनी सौ पीढ़ियोंका उद्धार 
कर देता है। यदि मनुष्य शुद्धचित्त होकर यहाँ केवल 
तिलमिश्रित जल भी पितरोंको अर्पण करे तो उसके द्वारा 
हजार वर्षोतकके लिये श्राद्ध-कर्म सम्पन्न हो जाता है। 
इस रहस्यको साक्षात्‌ पितर ही बतलाते हैं। जो इस 
तीर्थम ब्राह्मणोंको गुड़ और खीर भोजन कराते हैं, उनको 
एक-एक ब्राह्मणके भोजन करानेपर सहरू-सहरू 
ब्राह्मणोंको भोजन करानेका फल मिलता है। 

तद॑नन्तर, साध्रमतीके तटपर गुप्तरूपसे स्थित 
सोमतीर्थकी यात्रा करे, जहाँ कालाग्रिस्वरूप भगवान्‌ 
शिव पातालसे निकलकर प्रकट हुए थे। सोमतीर्थमें 
स्त्रान करके सोमेश्वर शिवका दर्शन करनेसे निःसम्देह 
सोमपानका फल प्राप्त होता है । वहाँ स्रान करनेवाला 
पुरुष परलोकमें कल्याण प्राप्त करता है । जो सोमवारके 
दिन भगवान्‌ सोमेश्वरके मन्दिरमें दर्शनके लिये जाता है, 
चह सोमलिङ्गकी कृपासे मनोवाञ्छित फल प्राप्त करता 
है। जो श्वेत रंगके फूलोँसे, कनेरके पुष्पॉसे तथा 
पारिजातके प्रसूनोंसे पिमाकधारी श्रीमहादेवजीकी पूजा 
करते हैं, वे परम उत्तम शिवधामको प्राप्त होते हैं। 

वहाँसे कापोतिक तीर्थकी यात्रा करे, जहाँ 
साभ्रमतीका जल पश्चिमसे पूर्वकी ओर बहता है। जो 
मनुष्य पितृ-तर्षणपूर्वक वहाँ पिण्डदान करता है तथा 


त 


+ आदित्य भास्करं भानुं रविं विश्वप्रकारकम्‌ । तोक्ष्णांशु चैव मार्तण्डं सूर्यं चैन प्रभाकरम्‌ ॥ 


विभावसुं सहस्राक्षे तथा पूषणमेव च! 


॥ (१५१।९-१०) 


कत्तरखण्ड ] 


» साभ्रमती-तटके खालार्क, दुर्धषेश्वर तथा खङ्गवार आदि तीथाँकी महिमाका वर्णन + 


८०५ 


प्रत्येक पर्वपर बनके फूलों और फलोंसे कौवे तथा कुत्ते 
आदिको नकि अर्पण करता है, वह यमराजके मार्गको 
सुखपूर्वक लाँघ जाता है । जो वैशाखकी पूर्णिमाको उस 
तीर्थमें स्नान करके पीली सरसोंसे परम उत्तम प्राचीनेश्वर 
नामक शिवकी पूजा करता है, वह अपनेको तो तारता 
ही है, अपने पितरों और पितामहोंका भी उद्धार कर देता 
है। यह वही स्थान है, जहाँ एक कबूतरने अपने 
अतिथिको प्रसन्नतापूर्वक अपना शरीर दे दिया था और 
विमानपर बैठकर सम्पूर्ण देवताओंके मुखसे अपनी 
प्रशांसा सुनता हुआ बह स्वर्गलोकमें गया था। तभीसे 
बह तीर्थ कापोत तीर्थके नामसे विख्यात हुआ ! यहाँ 
स्रान और जलपान करनेसे मनुष्यकी ब्रह्महत्या दूर हो 
जाती है। 
अते: देबि ! उस तीर्थमै जानेपर सदा ही अतिथिका 
पूजन करना चाहिये । अतिथिका पूजन करनेपर वहाँ 
निश्चय ही सब कुछ प्राप्त होता है । 
वहाँसे आगे काश्यप हृदके समीप गोतीर्थ है, जो 
सब तीथोमे श्रेष्ठ और महापातकोंका नाश करनेवाला है । 
ब्रह्महत्याके समान भी जो कोई पाप हैं, वे गोतीर्थमें स्नान 
करनेसे निस्सन्देह नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य वहाँ स्त्रान 
करके गौओंको एक दिनका भोजन देता है, वह गो- 
माताओंके प्रसादसे मातृ-ऋणसे मुक्त हो जाता है। जो 
गोतीर्थमें जानेपर स्नान करके श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको दूध 
देनेवाली गौ दान करता है, व्रह ब्रह्मपदको प्राप्त होता है। 
यहाँ एक दूसरा भी महान्‌ तीर्थ है, जो काइयप 
कुण्डके नामसे प्रसिद्ध है। वहाँ कुशेश्वर नामक 
महादेवजी विराजते हैं। उनके पास ही कश्यपजीका 
बनवाया हुआ सुन्दर कुण्ड है। उसमें स्नान करनेसे 
मनुष्य कभी नरकमें नहीं पड़ता | महादेवि ! काश्यपके 
तटपर नित्य अग्रिहोत्र करनेवाले तथा वेदोंके स्वाध्यायमें 
तत्पर रहनेवाले अनेक शास्रोँके ज्ञाता आहण निवास 
करते हैं। जैसा काशीका माहाल्य है, वैसा ही इस 
ऋषिनिर्मित नगरीका भी है। महर्षि कश्यपने यहाँ रहकर 
बड़ी भारी तपस्या की है तथा वे भगवान्‌ झंकरकी जटासे 
प्रकट होनेवाली गङ्गाको यहाँ ले आये हैं। यह काइयपी 


गङ्गा बड़े-बड़े पातकोंका नाश करनेवाली है! उसके 
दर्शनमात्रसे मनुष्य घोर पापसे छुटकारा पा जाते हैं । वहाँ 
गो-दान और रथ-दानकी प्रशंसा की जाती है। उस 
तीर्थमें श्राद्ध करके यलपूर्वक दान देना चाहिये | भयंकर 
कलियुगमें वह तीर्थ महापातकोंका नाश करनेवाला है । 
बहाँसे भूतालय तीर्थमें जाना चाहिये, जो पापोंका 
अपहरण करनेवाला और उत्तम तीर्थ है। नहाँ भूतोंका 
निवासभूत बरका वृक्ष है और पूर्ववाहिनी चन्दना नदी 
है। भूतालयमें रत्नान करके भूतोंके निवासभूत बटका 
दर्शन करनेपर भगवान्‌ भूतेश्वरके प्रसादसे मनुष्यको 
कभी भय नहीं प्राप्त होता। वहाँसे आगे घटेश्वर नामका 
उत्तम तीर्थ है, जहाँ स्नान और दर्शन करनेसे मानव 
निश्चय ही मोक्षका भागी होता है। वहाँ जाकर जो 
बिजेषरूपसे पाकरकी पूजा करता है, वह इस पृथ्वीपर 
मनोवाञ्छित कामनाओंको प्राप्त करता है। 

बहाँसे मनुष्य भक्तिपूर्वक वैद्यनाथ नामक तीर्थमें 
जाय और उसमें स्नान करके शिवजीकी पूजा करे। वहाँ 
विधिपूर्वक पितरोंका तर्पण करनेसे सम्पूर्ण यज्ञॉका फल 
आप्त होता है । वहाँ देवताओंसे प्रकट हुआ विजय तीर्थ है, 
जिसका दर्शन करनेसे मनुष्य सदा भाँति-भाँतिके 
मनोबाज्छित भोग प्राप्त करते हैं। वैद्यनाथ तीर्थसे आगे 
तीर्थोमें उत्तम देवतीर्थं है, जो सब प्रकारकी सिद्धियॉको 
देनेवाला है। वहाँ धर्मपुत्र युधिष्ठिसने राक्षसराज 
विभीषणसे कर लेकर राजसूय नामक महान्‌ यश आरम्भ 
किया था। पाण्डुपुत्र नकुलने दक्षिण दिशापर विजय 
पानेके बाद साभ्रमती नदीके तटपर बड़ी भक्तिके साथ 
पाप्डुराय्या नामसे विख्यात देवीकी स्थापना की थी, जो 
भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाली है। साभ्रमतीके जलमें 
स्थान करके पाण्टुरारय्याको नमस्कार करनेवाला मनुष्य 
अणिमा आदि आठ सिद्धियो तथा प्रचुर मेघाशक्तिको 
आप्त करता है। यदि मानव शुद्धभावसे पाण्डुराय्याको 
नमस्कार कर ले तो उसके द्वारा एक वर्षतककी पूजा सम्पन्न 
हो गयी--ऐसा जानना चाहिये । देवतीर्थमें पाण्डुगर्य्यके 
समीप जिसकी मृत्यु होती है, वह कैलास-शिखरपर 
पहुँचकर भगवान्‌ चन्द्रेश्वस्का गण होता है । 


८०६ = अर्सयस्व इवीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ + [ संक्षिप्त पचापुराण 


उस तीर्थसे आगे चण्डेश नामका उत्तम तीर्थ है, स्त्रान करनेसे मनुष्य निस्सन्देह मुक्त हो जाता है। 
जहाँ सबको ऐश्वर्य प्रदान करनेवाले भगवान्‌ चण्डेश्वर साभ्रमतीके पावन तटपर ल्त्रेगॉकी कल्याण-कामनासे 
नित्य निवास करते हैं। उनका दर्शन करनेसे मनुष्य पृथ्वीके अन्य सन तीर्थोका परित्याग करके जो भगवान्‌ 
अनजानमें अथवा जान-बूझकर किये हुए पापसे रुद्रमें भक्ति रखता हुआ जितेन्द्रिय भावसे श्राद्ध करता है, 
छुटकारा पा जाता है। सम्पूर्ण देवताओंने मिलकर एक वह शुद्धचित्त होकर सब यज्ञोंका फल पाता है। उस 
नगरका निर्माण किया, जो भगवान्‌ चप्डेश्वसके नामसे ही तीर्थमें स्जान करके ब्राह्मणको वृषभ दान करना चाहिये। 
विख्यात है । वहाँले आगे गणपति-तीर्थ है, जो बहुत ही ऐसा करनेवाला पुरुष सब लोकोंको लाँघकर परम 
उत्तम है। बह साभ्रमतीके समीप ही विख्यात है। वहाँ गतिको आप्त होता है। 

"््आच्च्च 


वार्त्रघी आदि तीर्थोंकी महिमा 


श्रीमहादेवजी कहते है--महादेवि ! तदनन्तर इन्द्रे कहा---भगवन्‌! आपकी कृपासे 
उस तोर्थमें जाना चाहिये, जहाँ परम साध्वी गिरिकन्या उस दुर्धर्ष दैत्यको आपके देखते-देखते ही इस 
कार्त्श्नीके साथ इन्द्रका समागम हुआ था। जो मनुष्य वज्रसे मारूँगा। 
अपने मनको संयममें रखते हुए वहाँ स्नान करते हैं, उन्हें 
दस अद्वमेघ-यज्ञॉका फल प्राप्त होता है। जो पुरुष वहाँ 
तिलके चूर्णसे पिण्ड बनाकर श्राद्ध करता है, वह 
अपनेसे पहलेकी सात और बादकी सात पीढ़ियोंका 
उद्धार कर देता है। संगममें विधिपूर्वक स्नान करके 
गणेशजीका भलीभाँति पूजन करनेवाला मनुष्य कभी 
विप्न-बाधाओंसे आक्रान्त नहीं होता और लक्ष्मी भी 
कभी उसका त्याग नहीं करती। 
पूर्वकालमें कृत्रासुर और इन्द्रमें रोमाञ्चकारी - युद्ध 
हुआ था, जो लंगातार ग्यारह हजार वर्षोतक चलता 
रहा। उसमें इन्द्रकी पराजय हुई और वे वृत्रासुरसे पुनः 
'लौटनेकी शर्त करके युद्ध छोड़कर मेरी शरणमें आये । 
उन्होने वार्श्रप्नीके पवित्र संगमपर आराधनाके द्वारा मुझे 
सन्तुष्ट किया। तन मैंने आकारामें प्रकट होकर उन्हें 
दर्शन दिया। उस समय काश्यपी गङ्गाके तटपर मेरे 
शरीरसे कुछ भस्म झड़कर गिरा, जिससे एक पवित्र 
लिङ्ग प्रकट हो गया। उस शिवलिङ्गकी “भस्मगात्र' 
नामसे प्रसिद्धि हुई। तन मैंने प्रसन्न होकर महात्मा इनसे 
“कहा-- देव ! तुम जो-जो चाहते हो, वह सब तुम्हे 
दूँगा। इस वञ्जकी सहायतासे तुम शीघ्र ही दृत्रासुरका 


वघ करोगे!” 


पार्वती ! यों कहकर इन्द्र पुनः वृत्रासुरके पास 
गये । उस समय द्रेवताओंकी सेनामें दुन्दुभि बज उदी । 
एक ही क्षणमें इन्द्र प्रबल शक्तिसे सम्पन्न हो गये। 
युद्धकी इच्छासे वृत्रासुरके पास जाते हुए इन्द्रका रूप 
अत्यन्त तेजस्वी दिखायी देता था। महर्षिंगण उनकी 


उत्तरखण्ड ] 


* बार्ग्प्ली आदि तीथॉकी महिमा + 


2८७५७९६ ५५४५५ ७४७७४४४५५७ ७५४७७६ ७४८९५७७७७४ 4%2:/5/2%5#*०७७४*»»»# ४7 *#५५७»७७ ५७७ ++»४:»**#४**%& # ०» &४:०७+& ४25४». 


८०७ 


स्तुति कर रहे थे। उधर युद्धके मुहानेपर खड़े हुए 
वूत्रासुरके शरीरमें जो सहसा पराजयके चिह्न प्रकट हुए, 
उनका वर्णन करता हूँ; सुनो । वृत्रासुरका मुख अत्यन्त 
भयानक और जलता हुआ-सा प्रतीत होने लगा । उसके 
शरीरका तेज फीका पड़ गया। सारे अङ्ग काँपने लगे । 
जोर-जोरसे गरम साँस चलने लगी। वृत्रासुरके रोंगटे 
खड़े हो गये । उसके उच्छ्वासकी गति अत्यन्त तीन्न हो 


देवलोककी राजघानीमें प्रवेश किया ! 

तदनन्तर अत्यन्त भयङ्कर ब्रह्महत्या रौद्ररूप धारण 
किये वृत्रके झरीरसे निकली और इन्द्रको ढूँढने लगी। 
उसने दौड़कर महातेजस्वी इन्द्रका पीछा किया और जब 
वे दिखायी दिये, तब उसने उनका गला पकड़ लिया । 
इन्द्रको ब्रह्महत्या लग गयी । ने किसी तरह उसे हरानेमें 
समर्थ न हो सके। उसी दशामें ब्रह्माजीके पास जाकर 


गयी । आकाशसे महाभयानक उल्कापात हुआ। उस 
दैत्यके पास गिद्ध, बाज और कडू आदि पक्षी आकर 
अत्यन्त कठोर शब्द करने लगे । वे सब वृत्रासुरके ऊपर 
मण्डल बनाकर घूमने लगे। इतनेमें ही इन्द्र ऐरावत 
हाथीपर चढ़कर वहाँ आये । उनके उठे हुए हाथमें वज्र 
शोभा पा रहा था। इन्द्र ज्यों ही दैत्यके समीप पहुँचे, 
उसने अमानुषिक गर्जना की और वह उनके ऊपर टूट 
पड़ा । वृत्रासुरको अपनी ओर आते देख इन्द्रने उसके 
ऊपर वभ्रका प्रहार किया और उस दैत्यको समुद्रके 
तटपर मार गिराया। उस समय इन्द्रे मस्तकपर 
फूलोंकी वर्षा होने लगी । उस भयङ्कर दानवराजका 


5 के न 
क 


इन्द्रको ब्रह्महत्यासे गृहीत 


॥ | | [4 4 


जानकर ब्रह्माजीने उसका स्मरण किया। उनके स्मरण 

करते ही ब्रह्महत्या ब्रह्माजीके पास उपस्थित हुई । 
ब्रह्माजीने कहा- देवि ! मेरा प्रिय कार्य करो। 

क देवराज इन्द्रको छोड़ दो । बताओ, तुम क्या चाहती हो? 

“मैं तुम्हारी कौन-सी इच्छा पूर्ण करूँ ? 

" ब्रह्महत्या बोली--सुसश्रेष्ठ मैं आपकी आज्ञा 

मानकर इन्द्रके शरीरसे अरूण हो जाऊँगी, किन्तु 

देवदेव ! मुझे कोई दूसरा निवासस्थान दीजिये। आपको 
४] नमस्कार है। भगवन्‌ । आपने ही तो लोकरक्षाके लिये 

८ टे =] ` यह मर्यादा बनायी है । 

बघ करके अमरोँके मुखसे अपनी स्तुति सुनते हुए इन्द्रने तन ब्रह्माजीने ब्रह्महत्यासे 'तथास्तु', कहकर इन्द्रकी 


८०८ 


० अर्चयस्व हषीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


हत्या दूर करनेके उपायपर विचार किया । उन्होंने अभ्नि- 
देवको बुलाकर कहा---'अग्ने ! तुम इन्द्रकी ब्रह्महत्याका 
चौथाई भाग ग्रहण करो ।' 


अभिने कहा--प्रभो ! इस ब्रह्महत्याके दोषसे 
मेरे छूटनेका क्या उपाय है? 
ब्रह्माजी बोले--अग्ने ! जो तुम्हें प्रज्वलित रूपमें 
पाकर कभी बीज, ओषधि, त्ल, फल, मूल, समिधा 
और कुश आदिके द्वारा तुममें आहुति नहीं डालेगा, उस 
समय ब्रह्महत्या तुम्हें छोड़कर उसीमें प्रबेश कर जायगी । 
यह सुनकर अग्निने ब्रह्माजीकी आज्ञा शिरोधार्य 
की। तत्पश्चात्‌ पितामहने वृक्ष, ओषधि और तृण 
आदिको बुलाकर उनके सामने भी यही प्रस्ताव रखा । 
यह बात सुनकर उन्हें भी अग्निकी ही भाँति कष्ट हुआ; 
अतः वे ब्रह्माजीसे इस प्रकार बोले---'पितामह ! हमारी 
ब्रह्महत्याका अन्त कैसे होगा ?' 
ब्रह्माजीने कहा--जो मनुष्य महान्‌ मोहके 
वशीभूत होकर अकारण तुम्हें काटे या चीरेगा, बरह्महत्या 


उसीको लग जायगी । 
तब ओषधि और तृण आदिने 'हाँ' कहकर अपनी 


स्वीकृति दे दी । फिर त्रेकपितामह ब्रह्माजीने अप्सराओंको 


डी 


बुलाकर मधुर वाणीमें उन्हें सान्त्वना देते हुए कहा-- 
“अप्सराओ ! यह न्रह्महत्या वृत्रासुरके शरीरसे आयी है; 
इसके चौथे भागको तुमलोग ग्रहण करो ।' 

अप्सराएँ बोलीं--देवेश्वर ! आपकी आशासे 
हम इसे ग्रहण करनेको तैयार हैं; परन्तु हमारे उद्धारका 
कोई उपाय भी आपको सोचना चाहिये । 

ब्रह्माजीने कहा--जो रजस्वला स्तरीसे मैथुन 
करेगा, उसीके अंदर यह तुरंत चली जायगी। 

“बहुत अच्छा” कहकर अप्सराओनि हार्दिक 
प्रसन्नता प्रकट की और अपने-अपने स्थानपर जाकर वे 
विहार करने लगीं । तदनन्तर लोकविधाता ब्रह्माजीने 
जलूका स्मरण किया। जब जल उपस्थित हुआ, तब 
ब्रह्माजीने कहा--“यह भयानक ब्रह्महत्या वृत्रासुरके 
झारीरसे निकलकर इन्द्रके ऊपर आयी है । इसका चौथा 
भाग तुम अहण करो ।' 

जलने कहा--लोकेश्वर ! आप हमें जो आज्ञा 
देते हैं, वही होगा; परन्तु हमारे उद्धारके उपायका भी 


विचार कीजिये । 


जत्तरखण्ड ] 


+ वार्त्रश्ञी आदि तीर्थॉकी महिमा + 


७ 4कडक ४8५४७ ७33»+8&#४9»*» ४ ५४७० »०»४»४५५४ ४०४ ०५४५५ ०५४५४ ९४:५५४०४०७०४४*९०००४३६०५००५६५००५३५४४७४०७७७०४४३४७5# # ४४ हक णाची 


ब्रह्माजी खोले- जो मनुष्य अज्ञानसे मोहित 
होकर तुम्हारे भीतर थूक या मल-मूत्र डालेगा, उसीके 
भीतर यह शीघ्र चली जायगी और वहीं निवास करेगी। 
इससे तुम्हें छुटकारा मिल जायगा। 
श्रोमहादेवजी कहते हैं--सुरेरि ! इस प्रकार 
ब्रह्माजीकी आज्ञासे नह ब्रह्महत्या देवराज इन्द्रको 
छोड़कर चली गयी। इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई । 
पूर्वकालमें इन्द्रको इसी प्रकार न्रहाहत्या प्राप्त हुई थी। 
इस वार्त्रश्री तीर्थमें तपस्या करके शुद्धचित्त होकर वे 
स्वर्गमें गये थे | पार्वती ! साभ्रमतीके तीर्थोमें ` वाती 
का ऐसा ही माहात्म्य है। 
वार्त्रश्नी-संगमसे आगे जानेपर देवनदी साभ्रमती 
भद्रानदीके साथ-साथ जरुणके निवासभूत समुद्रमें जा 
मिली है। समुद्र भी साभ्रमतीके अनुरागसे उसका प्रिय 
करनेके लिये आगे बढ़ आया है और उसके प्रिय- 
मिलनको उसने अङ्गीकार किया है । भद्रानदी पूर्वकालमें 
सुभद्राकी सखी थी। उसने मार्गमें मूर्तिमती साक्षात्‌ 
लक्ष्मीकी भाँति प्रकट होकर साभ्रमती गङ्गाकी सहायता 
की। उन दोनों नदियोंका पवित्र संगम समुद्रके 
उत्तर-तटपर हुआ है। उस तीर्थमें ज्नान करके जो 
भगवान्‌ महावराहको नमस्कार करता और स्वच्छ 
जलका दान करता है, वह वरुणलोकको प्राप्त होता है। 
उसी मार्गसे वराहरूपधारी भगवान्‌ विष्णुने समुद्रमें 
प्रवेश करके देवताओकि बैरी सम्पूर्ण दानवोंपर विजय 
पायी थी । भगवान्ने जो वाराहका रूप धारण किया था, 
उसका उद्देश्य देवताऑका कार्य सिद्ध करना ही था। 
वह रूप धारण करके वे समुद्रमे जा घुसे और 
पृथ्वीदेवीको अपनी दाढ़ोंपर रखकर कर्दमालयमें आ 
निकले; इससे वहाँ वाराहतीर्थके नामसे एक महान्‌ तीर्थ 
बन गया । जो मनुष्य वहाँ स्रान करता है, वह निश्चय ही 
मोक्षका भागी होता है। यहाँ पितरोंकी मुक्तिके लिये 
श्राद्ध करना चाहिये। ऐसा करनेवाला पुरुष पितरोंके 
साथ ही मुक्त होकर अत्यन्त सुखद लोकमें जाता है। 
वाराहतीर्थसे आगे संगम नामक तीर्थ है, जहाँ 
साभ्रमती गङ्गा समुद्रसे मिली है । वहाँ विधिपूर्वक स्लान 


और दान करना चाहिये। इस तीर्थमे स्नान करनेसे 
महापातकी भी मुक्त हो जाते हैं। स्वजनोंका हित 
चाहनेवाले पुरुषोंको वहाँ श्राद्धका अनुष्ठान अवश्य 
करना चाहिये। वहाँ श्राद्ध करनेसे मनुष्य निश्चय ही 
पितृलोकमें निवास करता है। जहाँ समुद्रसे साभ्रमती 
गङ्गाका नित्य संगम हुआ है, उस स्थानपर ब्रह्महत्यारा 
भी मुक्त हो जाता है। फिर अन्य पापॉसे युक्त मनुष्येकि 
लिये तो कहना ही क्या है। मन्दबुद्धि लोग जहाँ तीर्थ 
नहीं जानते, वहाँ मेरे नामसे उत्तम तीर्थकी स्थापना कर 
लेनी चाहिये। 

संगमके पास ही आदित्य नामक उत्तम तीर्थ है, जो 
सम्पूर्ण विश्वमें विख्यात है। उसका दर्शन अवश्य करना 
चाहिये। वहाँ खान करनेसे पुष्करमें स्नान करमेका फल 
होता है। मदार और कनेरके फूलॉसे भगवान्‌ सूर्यका 
पूजन, श्राद्ध तथा दान करना चाहिये । यह आदित्यतीर्थ 
परम पवित्र और पापोंका नाशक है। महापातकी 
मनुष्योंको भी यह पुण्य प्रदान करनेवाला है । उस तीर्थके 
बाद नीलकण्ठ नामका एक उत्तम तीर्थ है । मुक्तिकी इच्छा 
रखनेवाले पुरुषको उसका दर्शन अवश्य करना चाहिये । 
पार्वती! जो मनुष्य बिल्वपत्र तथा धूप-दीपसे 
नीलकण्ठका पूजन करता है, उसे मनोवाञ्छित फलकी 
भर्ति होती है। जो निर्जन स्थानमें रहकर वहाँ उपवास 
करते हैं, वे लोग जिस-जिस वस्तुकी इच्छा करते हैं, उसे 
वह तीर्थ प्रदान करता है । 

पार्वती ! जहाँ साभ्रमती नदी दुर्गासे मिली है तथा 
जहाँ उसका समुद्रसे संगम हुआ है, वहाँ स्नान करना 
चाहिये। जो कलियुगमें वहाँ स्नान करेंगे, जे निश्चय ही 
निष्पाप हो जायँगे । दुर्गा-संगमपर श्राद्ध करना चाहिये। 
वहाँ जानेपर विशेषरूपसे ब्राह्मणोंको भोजन कराना और 
विधिपूर्वक गाय-भैंसका दान देना उचित है। यह 
साभ्रमती नदी पवित्र, पापोंका नाश करनेवाली और परम 
धन्य है। इसका दर्शन करके मनुष्य पापॉसे मुक्त हो जाते 
हैं। पार्वती ! साभ्रमती नदीको गङ्गाके समान ही जानना 
चाहिये। कलियुगमें वह विशेषरूपसे प्रचुर फल 
देनेवाली है। 


Corr जट चचचा 


८१० 


* अर्चयस्व हृषीकेशे यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संक्षिक्ष पद्मपुराण 


श्रीनृसिंहचतुर्दशीके व्रत तथा श्रीनृसिंहतीर्थकी महिमा 


औमहादेवजी कहते हैं-देवि ! सुनो, अब मैं 
तुम्हें त्रिलोकदुर्लभ ब्रतका वर्णन सुनाता हूँ, जिसके 
'सुननेसे मनुष्य ब्रह्महत्या आदि पातकोंसे मुक्त हो जाता 
है । स्वयंप्रकाश परमात्मा जब भक्तोंको सुख देनेके लिये 
अवतार ग्रहण करते हैं, वह तिथि और मास भी पुण्यके 
कारण बन जाते हैं। देवि! जिनके नामका उच्चारण 
करनेवाला पुरुष सनातन मोक्षको प्राप्त होता है, वे 
परमात्मा कारणोके भी कारण हैं! वे सम्पूर्ण विश्वके 
आत्मा, विश्वस्वरूप और सबके प्रभु हैं । जिन्होंने बारह 
सूर्योको धारण कर रखा है, वे ही भगवान्‌ भक्तोंका 
अभीष्ट सिद्ध करनेके लिये महात्मा नृसिंहके रूपमें 
अकट हुए थे । 

देवि ! जब हिरण्यकशिपु नामक दैत्यका वघ करके 
देवाधिदेव जगदगुरु भगवान्‌ नृसिंह सुखपूर्वक विराजमान 
हुए, तब उनकी गोदमें बैठे हुए ज्ञानियोंमें श्रेष्ठ प्रह्मदजीने 
उनसे इस प्रकार प्रश्न किया-- सर्वव्यापी भगवान्‌ 
नारायण ! नृसिंहका अद्भुत रूप धारण करनेवाले 

पुर: र 


आपको नमस्कार है । सुरश्रेष्ठ ! मैं आपका भक्त हूँ, अतः 
यथार्थ बात जाननेके लिये आपसे पूछता हूँ । स्वामिन्‌ ! 
आपके प्रति मेरी अभेद-भक्ति अनेक प्रकारसे स्थिर हुई 
है। प्रभो ! मैं आपको इतना प्रिय कैसे हुआ ? इसका 
कारण बताइये ।' 

भगवान्‌ नृसिंह बोले- वत्स ! तुम पूर्वजन्ममें 
किसी ब्राह्मणके पुत्र थे । फिर भी तुमने वेदोंका अध्ययन 
नहीं किया। उस समय तुम्हारा नाम बसुदेव था। उस 
जम्ममें तुमसे कुछ भी पुण्य नहीं बन पड़ा। केवल मेरे 
ब्रतके भ्रभावसे मेरे अति तुम्हारी भक्ति हुई । पूर्वकालमें 
ब्रह्माजीने सृष्टि-रचनाके लिये इस उत्तम ब्रतका अनुष्ठान 
किया था । मेरे ब्रतके प्रभावसे ही उन्होंने चराचर जगत्‌की 
रचना की है । और भी बहुत-से देवताओं, प्राचीन ऋषियों 
तथा परम बुद्धिमान्‌ यजाओंने मेरे उत्तम ब्रतका पालन 
किया है और उसके प्रभावसे उन्हें सब प्रकारकी सिद्धियाँ 
प्राप्त हुई हैं। स्त्री या पुरुष, जो कोई भी इस उत्तम ब्रतका 
अनुष्ठान करते हैं, उन्हें मैं सौख्य, भोग और मोक्षरूपी 
फल प्रदान करता हूँ। 

श्रह्वादने पूछा--देव ! अब मैं इस ब्रतकी उत्तम 


"| विधिको सुनना चाहता हूँ। प्रभो ! किस महीनेमें और 
| किस दिनको यह ब्रत आता है ? यह चिस्तारके साथ 
| बतानेकी कृपा कीजिये । 


भगवान्‌ नृसिंह खोले- बेटा ! प्रह्माद | तुम्हारा 


श्र कल्याण हो । एकाग्रचित्त होकर इस व्रतको श्रवण करो । 
यह व्रत मेरे प्रादुर्भावसे सम्बन्ध रखता है, अतः बैशाखके 
| शुक्रपक्षकी चतुर्दशी तिथिको इसका अनुष्ठान करना 


a "9७७ चाहिये । इससे मुझे बड़ा सन्तोष होता है । पुत्र ! भक्तोंको 


सुख देनेके लिये जिस भ्रकार मेरा आविर्भाव हुआ, वह 


प्रसङ्ग सुनो । पश्चिम दिशामें एक विशेष कारणसे मैं प्रकट 
हुआ था । वह स्थान अब मूलस्थान (मुलतान) क्षेत्रके 
#८9 नामसे प्रसिद्ध है, जो परम पवित्र और समस्त पापोंका 
9 नाशक है । उस क्षेत्रमें हारीत नामक एक प्रसिद्ध ब्राह्मण 
रहते थे, जो वेदेकि पारगामी विद्वान्‌ और ज्ञान-ध्यानमें 


उत्तरखण्ड ] 


* श्रीनृसिंडचतुर्दशीके ग्रत तथा औनूसिंहतीर्थकी महिमा + 


८११ 


909992-02209००७१००००१०७०७००७०७७०७०७७५७१०५००७७७७७७०७७७७०:९०:९००१००१९००%००००००००००१:९०:००-९-००:०११०:१०९०:०-००००-९९०००७७०००००७. 


तत्पर रहनेवाले थे। उनकी स्त्रीका नाम लीलावती था । 
वह भी परम पुण्यमयी, सतीरूपा तथा स्वामीके अधीन 
रहनेवाली थी । उन दोनोंने बहुत समयतक बडी भारी 
तपस्या की । तपस्यामें ही उनके इक्कीस युग बीत गये। 
तब उस क्षेत्रमें प्रकट होकर मैंने उन दोनोंको प्रत्यक्ष 
दर्शन दिया। उस समय उन्होंने मुझसे कहा-- 
"भगवन्‌! यदि आप मुझे बर देना चाहते हैं तो इसी 
समय आपके समान पुत्र मुझे प्राप्त हो ।' बेटा अ्रह्माद ! 
उनकी बात सुनकर मैंने उत्तर दिया--'ब्रह्मन्‌! 
निस्सन्देह मैं आप दोनोंका पुत्र हूँ। किन्तु मैं सम्पूर्ण 
विश्वकी सृष्टि करनेवाला साक्षात्‌ परात्पर परमात्मा हूँ, 
सदा रहनेवाला सनातन पुरुष हूँ; अतः गर्भमें नहीं 
निवास करूँगा ।' तब हारीतने कहा--'अच्छा, ऐसा ही 
हो।' तबसे मैं भक्तके कारण उस क्षेत्रमे निवास करता 
हूँ। मेरे श्रेष्ठ भक्तको चाहिये कि उस तीर्थमें आकर मेरा 
दर्शन करे। इससे उसकी सारी बाधाओंका मैं निरन्तर 
नाश करता रहता हूँ। जो हारीत और लीलावतीके साथ 
मेरे बालरूपका ध्यान करके रात्रिमें मेरा पूजन करता है, 
'यह नरसे नारायण हो जाता है। 
बेटा ! मेरे ब्रतका दिन आनेपर भक्त पुरुष सबेरे 
दन्तधावन करके इन्द्रियोंको कानूमें रखते हुए मेरे सामने 
ब्रतका सङ्कल्प करे--'भगवन्‌ ! आज मैं आपका व्रत 
करूँगा । इसे निर्विश्नतापूर्वक पूर्ण कराइये ।' ब्रतमें स्थित 
होकर दुष्ट पुरुषॉसे वार्तालाप आदि नहीं करना चाहिये । 
फिर मध्याहकालमें नदी आदिके निर्मल जलमें, धरपर, 
देवसम्बन्धी कुण्डमें अथवा किसी सुन्दर तालाबके भीतर 
बैदिक मनतरॉसे स्नान करे । मिट्टी, गोबर, आँवर्केका फल 
और तिल लेकर उनसे सब पापॉकी झान्तिके लिये 
विधिपूर्वक सनान करे । तत्पश्चात्‌ दो सुन्दर वरू घारण 
करके समन्ध्या-तर्पण आदि नित्यकर्मका अनुष्ठान करना 
चाहिये । उसके नाद धर लीपकर उसमें सुन्दर अष्टदल 
कमल बनाये। कमलके ऊपर पञ्चरलसहित तांबेका 
कलश स्थापित करे। कलशके ऊपर चानलोंसे भरा 
हुआ पात्र रखे और पात्रमें अपनी शक्तिके अनुसार 
सोनेकी लक्ष्मीसहित मेरी प्रतिमा बनवाकर स्थापित करे । 


तत्पश्चात्‌ उसे पञ्चामृतसे स्त्रान कराये। इसके बाद 
शास्त्रके ज्ञाता और लोभहीन ब्राह्मणको बुलाकर आचार्य 
बनाये और उसे आगे रखकर भगवानकी अर्चना करे । 
पूजाके स्थानपर एक मण्डप बनवाकर उसे फूलके 
गुच्छोसे सजा दे । फिर वर्तमान ऋतुमें सुलभ होनेवाले 
फूलोसे और घोडशोपचारकी सामग्रियॉसे विधिपूर्वक 
मेरा पूजन करे । पूजामें नियमपूर्वक रहकर मुझसे सम्बन्ध 
रखनेवाले पौराणिक भन्त्रॉंका उपयोग करे। जो चन्दन, 
कपूर, रोली, सामयिक पुष्प तथा तुलसीदल मुझे अर्पण 
करता है, वह निश्चय ही मुक्त हो जाता है | समस्त 
कामनाओंकी सिद्धिके लिये जगदगुरु श्रीहरिको सदा 
कृष्णागरुका बना हुआ धूप निवेदन करना चाहिये, 
क्योंकि वह उन्हें बहुत ही प्रिय है। एक महान्‌ दीप 
जलाकर रखना चाहिये, जो अशानरूपी अन्धकारका 
नाश करनेवाला है । फिर घण्टेकी आवाजके साथ बड़े 
रूपमें आरती उतारनी चाहिये । तदनन्तर नैवेद्य निवेदन 
करे, जिसका मन्त्र इस प्रकार है-- 
मैवेद्यं शर्करा चापि भक्ष्यभ्रोज्यसमन्ितम्‌। 
ददामि ते रमाकान्त सर्वपापक्षयं कुरु॥ 
(१७० । ६२) 

लक्ष्मीकान्त ! मैं आपके लिये भक्ष्य-भोज्यसहित 
नैवेद्य तथा शर्करा निवेदन करता हूँ। आप मेरे सब 
पापोंका नाश कीजिये। 

तत्पश्चात्‌ भगवानसे इस प्रकार प्रार्थना करे 
“नृसिंह ! अच्युत ! देवेश्वर ! आपके शुभ जन्मदिनको मैं 
सब भोगोंका परित्याग करके उपवास करूँगा। 
स्वामिन्‌! आप इससे प्रसन्न हों तथा मेरे पाप और 
जन्मके बन्धनको दूर करे।' यों कहकर व्रतका पालन 
करे। रातमें गीत और बाद्योंकी ध्वनिके साथ जागरण 
करना चाहिये। भगवान्‌ नृसिंहकी कथासे सम्बन्ध 
रखनेवाले पौराणिक प्रसङ्गका पाठ भी करना उचित है। 
फिर प्रातःकाल होनेपर स्त्रानके अनन्तर पूर्वोक्त विधिसे 
यत्नपूर्वक मेरी पूजा करे । उसके बाद स्वस्थचित्त होकर 
मेरे आगे वैष्णव श्राद्ध करे। तदनन्तर इस लोक और 
परलोक दोनॉपर विजय पानेकी इच्छासे सुपात्र 


८१२ 


४७७७४५६७७७ ७७४ ३ णेकडे हद कक ७७७७७० ४४४०५५१५४५०५४ ५५५५५५११४१. 


० अर्खयस्व इषीकेडं यदीच्छसि परे पदभ्‌ + 


१००७७५०००३५०१००-७७००००-०:९:३:७००-७००७७००००१००१२०७०९०००३७७-०२०७३३०००००५१-९००५१२००-००००७०-७७००००० 


[ संक्षि पद्मपुराण 


ब्राह्मणोंको नीचे लिखी वस्तुओंका दान करना चाहिये । 
गौ, भूमि, तिल, सुवर्ण, ओढ्ने-बिछौने आदिके 
सहित चारपाई, सम्तधान्य तथा अन्यान्य वस्तु भी 
अपनी शक्तिके अनुसार दान करनी चाहिये । शास्त्रोक्त 
"फल पानेकी इच्छा हो तो धनकी कृपणता नहीं करनी 
चाहिये। अन्तमें ब्राह्मणोंको भोजन कराये और उन्हें 
उत्तम दक्षिणा दे । धनहीन व्यक्तियोंको भी चाहिये कि वे 
इस ब्रतका अनुष्ठान करें और झाक्तिके अनुसार दान दें। 
मेरै ब्रतमें सभी वर्णके मनुष्योका अधिकार है। मेरी 
इारणमें आये हुए भक्तोंको विशेषरूपसे इसका अनुष्ठान 
करना चाहिये ।* 
श्रीमहादेवजी बोले--हे पार्वती! इसके नाद 
व्रत करनेवाले पुरुषको इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिये । 
विशाल रूप धारण करनेवाले भगवान्‌ नृसिंह ! करोड़ों 
कालोॉके लिये भी आपको परास्त करना कठिन है। 
नालरूपघारी प्रभो! आपको नमस्कार है। बाल 
अवस्था तथा बालकरूप धारण करनेवाले श्रीनृसिंह 
भगवानको नमस्कार है। जो सर्वत्र व्यापक, सबको 
आनन्दित करनेवाले, स्वतः प्रकट होनेवाले, सर्नजीव- 
स्वरूप, विश्वके स्वामी, देवस्वरूप और सूर्यमण्डलमें 
स्थित रहनेवाले हैं, उन भगवानको प्रणाम है। 
दयासिन्धो ! आपको नमस्कार है। आप तेईस तत्त्वोके 
साक्षी चौबीसवें तत्त्वरूप हैं। काल, रुद्र और अग्नि 
आपके ही स्वरूप हैं। यह जगत्‌ भी आपसे भिन्न नहीं 
है। नर और सिंहका रूप धारण करनेवाले आप 
भगवानको नमस्कार है । 
देवेशा ! मेरे वंशमें जो मनुष्य उत्पन्न हो चुके हैं 
और जो उत्पन्न होनेवाळे हैं, उन सबका दुःखदायी 
भवसागरसे उद्धार कीजिये। जगत्पते ! मैं पातकके 
समुद्रमें डूबा हूँ। नाना प्रकारकी व्याथियाँ ही इस 
समुद्रकी जल-राशि हैं। इसमें रहनेवाले जीव मेरा 
तिरस्कार करते हैं। इस कारण मैं महान्‌ दुःखमें पड़ गया 
हूँ। शेषशायी देवेश्वर! मुझे अपने हाथोका सहार 


+ सर्वेषामेव वर्णानामधिकारोऽस्ति 


दीजिये और इस ब्रतसे प्रसन्न हो मुझे भोग और मोक्ष 
अदान कीजिये। 

इस प्रकार प्रार्थना करके विधिपूर्वक देवताका 
विसर्जन करे । उपहार आदिकी सभी वस्तुएँ, आचार्यको 
निवेदन करे। ब्राह्मणोंको दक्षिणासे सन्तुष्ट करके विदा 
करे । फिर भगवानका चिन्तन करते हुए, भाई-बन्धुओकि 
साथ भोजन करे। जिसके पास कुछ भी नहीं है, ऐसा 
दरिद्र मनुष्य भी यदि नियमपूर्वक नूसिंहचतुर्दशीको 
उपवास करता है तो वह निःसन्देह सात जन्मके पापॉसे 
मुक्त हो जाता है। जो भक्तिपूर्वक इस पापनाशक 
ब्रतका श्रवण करता है, उसकी ब्रह्महत्या दूर हो जाती 
है। जो मानव इस परम पवित्र एवं गोपनीय ब्रतका 
कीर्तन करता है, बह सम्पूर्ण मनोरथोंके साथ ही इस 
ब्रतके फलको भी पा लेता है। जो मध्याहकालमें 
यथाशक्ति इस ब्रतका अनुष्ठान करता और लीलावती 
देवीके साथ हारीत मुनि एवं भगवान्‌ नृसिंहका पूजन 
करता है, उसे सनातन मोक्षकी प्राप्ति होती है। इतना ही 
नहीं, वह श्रीनूसिंहके प्रसादसे सदा मनोवाज्छित 
वस्तुओको प्राप्त करता रहता है। 

उस तीर्थमें परम पुण्यमयी सिन्धु नदी नहुत ही 
रमणीय है। उसके समीप मूलस्थान नामक नगर आज 
भी वर्तमान है। उस नगरका निर्माण देवताओने किया 
था। यहीं महात्मा हारीतका निवासस्थान है और उसीमें 
'लीलावती देनी भी रहती हैं । सिन्धु नदीके निकट होनेसे 
वहाँ निरन्तर जलके प्रबल वेगकी प्रतिध्वनि सुनायी 
पड़ती है। कलियुग आनेपर वहाँ नहुत-से पापाचारी 
म्लेच्छ निवास करने लगते हैं। पार्वती ! भगवान्‌ 
नृसिंहके प्रादुर्भाव-कालमें जैसा अद्भुत शब्द हुआ था, 
उसीके समान प्रतिध्वनि वहाँ आज भी सुनायी देती है। 
ब्रहमहत्यारा, सुवर्ण चुरानेवाला, शराबी और गुरुपल्ीके 
साथ समागम करनेवाल्त्र ही क्यों न हो, जो मनुष्य सिन्धु 
नदीके तटपर जाकर विरोषरूपसे स्नान करता है, बह 
निश्चय ही श्रीनृसिंहके प्रसादसे मुक्त हो जाता है। जो 


मद्रते  मद्भक्तैस्तुविरेषेण कर्तव्यं मत्परायणै: ॥ (१७० । ७३) 


उत्तरखण्ड ] 


* श्रीमद्धयबङ्घीताके पहले अध्यायका माहात्म्य « 


८९३ 


मानव यहाँ दस रात निवास करते हैं, उन्हें पुण्यात्मा 
जानना चाहिये | जो जहाँ मांस खाते और शराब पीते हैं, 


नृसिंहके नामसे प्रसिद्ध एक ही तीर्थ है, जो बहुत ही 
उत्तम और विस्तृत है। उसका श्रवण करनेमात्रसे मनुष्य 


वे अधर्मके मूर्तिमान्‌ स्वरूप और महापापी हैं । भगवान्‌ तत्काल पापमुक्त हो जाता है। 
ब ® स्य 
श्रीमद्धगवद्गीताके पहले अध्यायका माहात्म्य 


श्रीपार्बतीने कहा---भगवन्‌ ! आप सब तत्त्वोके 
ज्ञाता हैं। आपकी कृपासे मुझे श्रीविष्णु-सम्बन्धी 
नाना प्रकारके धर्म सुननेको मिले, जो समस्त लोकका 
उद्धार करनेवाले हैं। देवेश ! अब मैं गीताका माहात्म्य 
सुनना चाहती हूँ। जिसका श्रवण करनेसे श्रीहरिमें भक्ति 
बढ़ती है। 

श्रीमहादेखजी  जोळे--जिनका श्रीविग्रह 
अलसीके फूलकी भाँति इयामवर्णका है, पक्षिराज गरुड 
ही जिनके वाहन हैं, जो अपनी महिमासे कभी च्युत नहीं 
होते तथा शेषनागकी शय्यापर शयन करते हैं, उन 
भगवान्‌ महाविष्णुकी हम उपासना करते हैं। एक 


उस समय समस्त लोकॉको आनन्द देनेवाली भगवती 
लक्ष्मीने आदरपूर्वक प्रश्न किया । 

लक्ष्मीने पूछा--भगवन्‌! आप सम्पूर्ण 
जगतका पालन करते हुए भी आपने ऐश्वर्यके प्रति 
उदासीनसे होकर जो इस क्षीरसागरमें नींद ले रहे हैं, 
इसका क्या कारण है ? 

श्रीभगवान्‌ बोले--सुमुखि ! मैं नोंद नहीं लेता 
हूँ, अपितु तत्वका अनुसरण करनेवाली अन्तर्दृष्टिके द्वारा 
अपने ही माहेश्वर तेजका साक्षात्कार कर रहा हूँ। देवि ! 
यह वही तेज है, जिसका योगी पुरुष कुशाग्र बुद्धिके 
द्वार अपने अन्तःकरणमें दर्शन करते हैं तथा जिसे 


समयकी नात है, मुर दैत्यके नाशक भगवान्‌ विष्णु 


मीमांसक विद्वान्‌ वेदोंका सार-तत्त्व निश्चित करते हैं । वह 
शेषनागके रमणीय आसनपर सुखपूर्वक कः 


माहेश्वर तेज एक, अजर, प्रकाशस्वरूप, आत्मरूप, 
रोग-शोकसे रहित, अखण्ड आनन्दका पुञ्ज, निष्पन्द 
(निरीह) तथा द्वैतरहित है । इस जगतका जीवन उसीके 
अधीन है । मैं उसीका अनुभव करता हूँ | देवेश्वरि ! यही 
कारण है कि मैं तुम्हें नींद लेता-सा प्रतीत हो रहा हूँ। 
औलूक्ष्मीने कहा--हृषीकेश ! आप ही योगी 
_ पुरुषॉके ध्येय हैं। आपके अतिरिक्त भी कोई ध्यान 
करनेयोग्य तत्त्व है, यह जानकर मुझे बड़ा कौतूहल हो 
रहा है। इस चराचर जगतकी सृष्टि और संहार करनेवाले 
स्वयं आप ही हैं। आप सर्वसमर्थ हैं। इस प्रकारकी 
ॐ स्थितिमें होकर भी यदि आप उस परम तत्त्वसे भिन्न हैं, 
तो मुझे उसका बोध कराइये। 

श्रीभगवान्‌ बोले--प्रिये ! आत्माका स्वरूप द्वैत 
और अद्वैतसे पृथक्‌, भाव और अभानसे मुक्त तथा 
| आदि और अन्तसे रहित है। शुद्ध ज्ञानके प्रकारासे 
५ उपलब्ध होनेवाल्त्र तथा परमानन्दस्वरूप होनेके कारण 
एकमात्र सुन्दर है। यही मेरा ईश्वरीय रूप है । आत्माका 


८१४ 


&2७७5०५०:४०५५४४७७ ५७७3 ५५::४४४ ७७४8 ४:७४%:2 ४५७४3» 3* »+ &::+४:५५४४७ ७७४ + 3४» ४ ७७७७ ७३७७७७७७७७ ७४.७ 0.७ ७७७७ ७७५७७७७७७७ ७७७ तच 


एकत्व ही सबके द्वारा जाननेयोग्य है। गीताझाखमें 
इसीका प्रतिपादन हुआ है। 
अमिततेजस्वी भगवान्‌ विष्णुके ये वचन सुनकर 
लक्ष्मीदेनीने शङ्का उपस्थित करते हुए कहा-- 
“भगवन्‌ ! यदि आपका स्वरूप स्वयं परमानन्दमय और 
मन-बाणोकी पहुँचके बाहर है तो गीता कैसे उसका बोध 
कराती है ? मेरे इस सन्देहका आप निवारण कीजिये ।' 
श्रीभगवान्‌ खोले--सुन्दरि ! सुनो, मैं गीतामें 
आपनी स्थितिका वर्णन करता हूँ। क्रमशः पाँच 
अध्यायोंको तुम पाँच मुख जानो, दस अध्यायोको दस 
भुजाएँ, समझो तथा एक अध्यायको उद्र और दो 
अध्यायोंको दोनों चरणकमल जानो । इस प्रकार यह 
अठारह अध्यायोंकी वाङ्गयी ईश्वरीय मूर्ति ही समझनी 
चाहिये ।* यह ज्ञानमात्रसे ही महान्‌ पातकोंका नाश 
करनेनाली है। जो उत्तम बुद्धिवाला पुरुष गीताके एक 
या आधे अध्यायका अथवा एक, आधे या चौथाई 
इलोकका भी प्रतिदिन अभ्यास करता है, वह सुशर्माके 
समान मुक्त हो जाता है। 
श्रीलक्ष्मीजीने पूछा--देव ! सुशर्मा कौन 
था ? किस जातिका था? और किस कारणसे उसकी 
मुक्ति हुई ? 
श्रीभगखान्‌ खोले--प्रिये ! सुशर्मा बड़ी खोटी 
युद्धिका मनुष्य था। पापियोंका तो वह शिरोमणि ही था। 
उसका जन्म वैदिक ज्ञानसे शून्य एवं क्रूरतापूर्ण कर्म 
करनेवाले ब्राह्मणोके कुल्में हुआ था। वह न ध्यान 
करता था न जप; न होम करता था न अतिथियोंका 
सत्कार! वह लम्पट होनेके कारण सदा विषयोके 
सेवनमें ही आसक्त रहता था। हलू जोतता और पत्ते 
बेंचकर जीविका चल्शता था। उसे मदिरा पीनेका व्यसन 
था तथा वह मांस भी खाया करता था । इस प्रकार उसने 
अपने जीवनका दीर्घकाल व्यतीत कर दिया। एक दिन 
मूढ्बुद्धि सुशर्मा पत्ते छानेके ल्त्र्यि किसी ऋषिकी 


० अर्चयस्व हवीकेश यदीच्छसि परं पदम्‌ « 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


७७७७३३३३३७ कक ४४% *8:&*& ४» ४ 89:4७ # # 


वाटिकामें घूम रहा था। इसी बीचमें कालरूपधारी काले 
साँपने उसे डैंस लिया। सुशर्माकी मृत्यु हो गयी। 
तदनन्तर वह अनेक नरकोंमें जा वहाँकी यातनाएँ 
भोगकर मर्त्यलोकमें लौट आया और यहाँ बोझ 
ढोनेवाल्त्र बैल हुआ। उस समय किसी पङ्गुने अपने 
जीवनको आरामसे व्यतीत करनेके लिये उसे खरीद 
लिया । बैलने अपनी पीठपर पङ्गुका भार ढोते हुए बड़े 
'कष्टसे सात-आठ वर्ष बिताये। एक दिन पन्नुने किसी 
ऊँचे स्थानपर बहुत देरतक बड़ी तेजीके साथ उस 
बैलको घुमाया । इससे वह थककर बड़े वेगसे पृथ्वीपर 
गिरा और मूर्च्छित हो गया । उस समय वहाँ कुतूहलवश 
आकृष्ट हो बहुत-से लोग एकत्रित हो गये। उस 
जनसमुदायमेंसे किसी पुण्यात्मा व्यक्तिने उस बैलका 
कल्याण करनेके लिये उसे अपना पुण्य दान किया। 
तत्पश्चात्‌ कुछ दूसरे लोगेनि भी अपने-अपने पुण्योंको 
याद करके उन्हें उसके लिये दान किया । उस भीड़में 
एक वेश्या भी खड़ी थी। उसे अपने पुण्यका पता नहीं 
था, तो भी उसने लोगोंकी देखा-देखी उस बैलके लिये 
कुछ त्याग किया। 

तदनन्तर यमराजके दूत उस मरे हुए प्राणीको पहले 
यमपुरी ले गये। वहाँ यह विचारकर कि यह वेश्याके 
दिये हुए पुण्यसे पुण्यवान्‌ हो गया है, उसे छोड्‌ दिया 
गया। फिर वह भूलोकमें आकर उत्तम कुल और 
शीलवाले ब्राह्मणोंके घरमें उत्पत्र हुआ । उस समय भी 
उसे अपने पूर्वजन्मकी बातोंका स्मरण बना रहा । बहुत 
दिनेकि बाद अपने अज्ञानको दूर करनेवाले कल्याण- 
तत्वका जिज्ञासु होकर वह उस वेश्याके पास गया और 
उसके दानकी बात बतलाते हुए उसने पूछा--'तुमने 
कौन-सा पुण्य दान किया था ?' वेश्याने उत्तर दिया-- 
“बह पिजरेमें बैठा हुआ तोता प्रतिदिन कुछ पढ़ता है। 
उससे मेरा अन्तःकरण पवित्र हो गया है । उसीका पुण्य 
मैने तुम्हारे लिये दान किया था ।' इसके खाद उन दोनेनि 


माण” 
के जृणु सुश्रोणि वक्ष्यामि गीतासु स्थितिमात्मनः । वक्त्राणि पञ्च जानीहि पञ्चाध्यायाननुक्रमात्‌ ॥ 


'दशाध्यायान्सुजोंञ्चैकमुदर 


द्वौ पदाम्बुजे । एवमष्टादशाध्यायी 


याड्रयी. मूर्तिस्धिरी ॥ (१७१ । २७-२८) 


उसरखण्ड ] 


» श्रीमद्भगवज्जीताके दूसरे अध्यायका माहात्म्थ + 


८१५ 


'तोतेसे पूछा। तब उस तोतेने अपने पूर्वजन्मका स्मरण 
करके प्राचीन इतिहास कहना आरम्भ किया। 

झुक खोला--पूर्वजन्ममें मैं विद्वान्‌ होकर भी 
विद्वत्ताके अभिमानसे मोहित रहता था। मेरा राग-द्वेण 
इतना बढ़ गया था कि मैं गुणवान्‌ विद्वानोके प्रति भी 
ईर्ष्या-भाव रखने लगा । फिर समयानुसार मेरी मृत्यु हो 
गयी और मैं अनेकों घृणित लोकॉमें भटकता फिरा। 
उसके बाद इस लोकमें आया । सदगुरुकी अत्यन्त निन्दा 
'करनेके कारण तोतेके कुलमें मेरा जन्म हुआ । पापी होनेके 
कारण छोटी अवस्थामें ही मेरा माता-पितासे वियोग हो 
गया । एक दिन मैं ग्रीष्म ऋतुमें तपे हुए मार्गपर पड़ा था। 
बहाँसे कुछ श्रेष्ठ मुनि मुझे उठा लाये और महात्माओकि 
आश्रयमें आश्रमके भीतर एक पिजरेमें उन्होंने मुझे डाल 
दिया। वहीं मुझे पढ़ाया गया। ऋषियोंके बालक बड़े 
आदरके साथ गीताके प्रथम अध्यायकी आवृत्ति करते 
थे। उन्हींसे सुनकर मैं भी बारम्बार पाठ करने लगा । इसी 
बीचमें एक चोरी करनेवाले बहेलियेने मुझे वहाँसे चुरा 
लिया। तत्पश्चात्‌ इस देवीने मुझे खरीद लिया । यही मेरा 
वृत्तान्त है, जिसे मैने आपलोगोंसे बता दिया । पूर्वकालमें 
मैंने इस प्रथम अध्यायका अभ्यास किया था, जिससे मैंने 
अपने पापको दूर किया है । फिर उसीसे इस वेश्याका भी 
अन्तःकरण शुद्ध हुआ है और उसीके पुण्यसे ये ड्विजश्रेष्ठ 
सुशर्मा भी पापमुक्त हुए हैं। 


इस प्रकार परस्पर वार्तालाप और गीताके प्रथम 


अध्यायके माहात्यकी असा 


तीनों 
अपने-अपने घरपर गीताका अभ्यास करने लगे । फिर 
ज्ञान प्राप्त करके वे मुक्त हो गये। इसलिये जो 
गीताके प्रथम अध्यायको पढ़ता, सुनता तथा अभ्यास 
करता है, उसे इस भवसागरको पार करनेमें कोई कठिनाई 
नहीं होती । 


= x उ 
श्रीमद्धगवद्गीताके दूसरे अध्यायका माहात्म्य 


श्रीभगवान्‌ कहते हैं--रूक्ष्मी ! प्रथम 
अध्यायके माहात्म्यका उत्तम उपाख्यान मैंने तुम्हें सुना 
दिया। अब अन्य अध्यायोके माहात्म्य श्रवण करो। 
दक्षिण-दिझामें वेदवेत्ता ब्राह्मणोंके पुरन्दरपुर नामक 
नगरमें श्रीमान्‌ देवशर्मा नामक एक विद्वान्‌ ब्राह्मण रहते 
थे । ये अतिथियोंके पूजक, स्वाध्यायशीरू, वेद-शास्रोंके 
विशेषज्ञ, यज्ञॉका अनुष्ठान करनेवाले और तपस्बियोंके 
सदा ही प्रिय थे। उन्होंने उत्तम द्रव्योके द्वारा अम्रिमें 
हवन करके दीर्घकालतक देवताओंको तृप्त किग्रा, किन्तु 


उन धर्मात्मा ब्राह्मणको कभी सदा रहनेवाली शान्ति न 
मिली। वे परम कल्याणमय तत्वका ज्ञान प्राप्त करनेकी 
इच्छासे प्रतिदिन प्रचुर सामभ्रियोके द्वारा सत्य- 
सङ्कल्पवाले तपस्विथोंकी सेवा करने लगे । इस प्रकार 
शुभ आचरण करते हुए उन्हें बहुत समय बीत गया! 
तदनन्तर एक दिन पृथ्वीपर उनके समक्ष एक त्यागी 
महात्मा प्रकट हुए। बे पूर्ण अनुभवी, आकाङ्खारहित, 
नासिकाके अग्रभागपर दृष्टि रखनेवारे तथा शान्तचित्त 
थे। निरन्तर परमात्माके चिन्तनमें संलम हो वे, सदा 


८१६ 


* अर्खयस्व हषीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ » 


[ संक्षिप्त पदापुराण 


आनन्दखिभोर रहते थे। देवशर्माने उन नित्यसन्तुष्ट 
तपस्वीको शुद्धभावसे प्रणाम किया और पूछा-- 
“महात्मन्‌! मुझे शान्तिमयी स्थिति कैसे प्राप्त होगी ?' 
तब उन आत्मज्ञानी संतने देवशर्माको सौपुर प्रामके 
निवासी मित्रवान्‌का, जो बकरियोंका चरवाहा था, 
परिचय दिया और कहा 'वही तुम्हें उपदेश देगा ।' 
यह सुनकर देवझार्माने महात्माके चरणोंकी वन्दना 
की और समृद्धिशाली सौपुर ग्राममें पहुँचकर उसके 
उत्तरभागमें एक विशाल वन देखा। उसी बनमें नदीके 
किनारे एक शिलापर मित्रवान्‌ बैठा था। उसके नेत्र 
आनन्दातिरेकसे निश्चल हो रहे थे--वह अपलक दृष्टिसे 
देख रहा था। वह स्थान आपसका स्वाभाविक वैर 
छोड़कर एकत्रित हुए परस्पर-विरोधी जन्तुऑसे घिरा 
था। वहाँ उद्यानमें मन्द-मन्द वायु चल रही थी । मृगेकि 
झुंड शान्तभावसे बैठे थे और मित्रवान्‌ दयासे भरी हुई 
आनन्दमयी मनोहारिणी दृष्टिसे पृथ्वीपर मानो अमृत 
छिड्क रहा था। इस रूपमें उसे देखकर देवशर्माका मन 
असन्न हो गया । वे उत्सुक होकर बड़ी निनयके साथ 
मित्रवानके पास गये। मित्रत्रानने भी अपने मस्तकको 
किञ्चित्‌ नवाकर देवशर्माका सत्कार किया। तदनन्तर 
विद्ठान्‌ देवशर्मा अनन्य चित्तसे मित्रवानके समीप गये 
और जब उसके ध्यानका समय समाप्त हो गया, उस 
समय उन्होने अपने मनकी बात पूछी--'महाभाग ! मैं 
आत्माका ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ । मेरे इस मनोरथकी 
पूर्तिके लिये मुझे किसी ऐसे उपायका उपदेश कीजिये, 
जिसके द्वारा सिद्धि प्राप्त हो चुकी हो ।' 
देखरार्माकी बात सुनकर मित्रवानने एक क्षणतक 
कुछ विचार किया! उसके बाद इस प्रकार कहा-- 
"विद्वन्‌! एक समयकी बात है, मैं बनके भीतर 
नकरियोंकी रक्षा कर रहा था। इतनेमें ही एक भयङ्कर 
व्याप्मपर मेरी दृष्टि पड़ी, जो मानो सबको ग्रस लेना 
चाहता था। मैं मृत्युसे डरता था, इसलिये व्याघको आते 
देख बकरियोंके झुंडको आगे करके वहाँसे भाग चला; 
किन्तु एक बकरी तुरंत ही सारा भय छोड़कर नदीके 
किनारे उस व्याघ्रके पास नेरोक-टोक चली गयी । फिर 


तो व्याघ्र भी द्वेष छोड़कर चुपचाप खड़ा हो गया । उसे 
इस अवस्थामें देखकर बकरी बोली--'व्याध्र ! तुम्हें तो 
अभीष्ट भोजन प्राप्त हुआ है। मेरे झरीरसे मांस 
निकालकर प्रेमपूर्वक खाओ न । तुम इतनी देरसे खड़े 
क्‍यों हो ? तुम्हारे मनमें मुझे खानेका विचार क्यों नहीं हो 
रहा है?! 

ख्या बोला--बकरी ! इस स्थानपर आते ही 
मेरे मनसे द्वेषका भाव निकल गया । भूख-प्यास भी 
मिट गयी । इसलिये पास आनेपर भी अब मैं तुझे खाना 
नहीं चाहता । 

व्याघके यों कहनेपर बकरी बोली--'न जाने मैं 
कैसे निर्भय हो गयी हूँ। इसमें क्या कारण हो सकता 
है? यदि तुम जानते हो तो बताओ।' यह सुनकर 
व्याघ्रने कहा--'मैं भी नहीं जानता । चलो, सामने खड़े 
हुए इन महापुरुषसे पूछें।' ऐसा निश्चय करके वे दोनों 
बहाँसे चल दिये। उन दोनोंके स्वभावमें यह विचित्र 
परिवर्तन देखकर मैं बहुत विस्मयमें पड़ा था । इतनेमें ही 
उन्होंने मुझीसे आकर प्रश्न किया । वहां वृक्षकी शाखापर 
एक वानरराज था । उन दोनॉके साथ मैने भी वानरराजसे 
पूछा ! विप्रवर ! मेरे पूछनेपर खानरराजने आदरपूर्वक 
कहा--'अजापाल ! सुनो, इस विषयमे मैं तुम्हें प्राचीन 
वृत्तान्त सुनाता हूँ। यह सामने बनके भीतर जो बहुत 
बड़ा मन्दिर है, उसकी ओर देखो । इसमें ब्रह्माजीका 
स्थापित किया हुआ एक शिवलिङ्ग है । पूर्वकालमें यहाँ 
सुकर्मा नामक एक बुद्धिमान्‌ महात्मा रहते थे, जो 
तपस्यामें संशग्र होकर इस मन्दिरमें उपासना करते थे। 
वे वनमेंसे फूलोंका संग्रह कर लाते और नदीके जलसे 
पूजनीय भगवान्‌ दाङ्करको स्थान कराकर उन्हींसे उनकी 
पूजा किया करते थे । इस प्रकार आराधनाका कार्य करते 
हुए सुकर्मा यहाँ निवास करते थे। बहुत समयके बाद 
उनके समीप किसी अतिथिका आगमन हुआ | सुकर्माने 
भोजनके लिये फल लाकर अतिथिको अर्पण किया और 
'कहा---'बिद्नन्‌ ! मै केवल तस्वज्ञानकी इच्छासे भगवान्‌ 
झङ्करकी आराधना करता हूँ। आज इस आराधनाका 
'फल परिपक्क होकर मुझे मिल गया; क्योंकि इस समय 


उत्तरखण्ड ] 


+ श्रीमद्धगवद्धीताके तीसरे अध्यायका माहात्म्य » 


८९७ 


2924६५७२५५ ५५५>०५७७५५ ३११७७१५७७७ ७५७७५५७५७५ ५७६७४१७५७७ ७७७ ७७७७७७७७७७ ७१७७५७७ 


आप-जैसे महापुरुषने मुझपर अनुग्रह किया है ।' 
सुकर्माके ये मधुर बचन सुनकर तपस्याके घनी 
महात्मा अतिथिको बड़ी असन्नता हुई। उन्होंने एक 
शिलाखण्डपर गीताका दूसरा अध्याय लिख दिया और 
ब्राह्मणको उसके पाठ एवं अभ्यासके लिये आज्ञा देते 
हुए कहा--'ब्ह्मन्‌ ! इससे तुम्हारा आत्मज्ञान-सम्बन्धी 


मनोरथ अपने-आप सफल हो जायगा ।' यों कहकर वे 
बुद्धिमान्‌ तपस्वी सुकर्माके सामने ही उनके देखते-देखते 
अन्तर्धान हो गये। सुकर्मा विस्मित होकर उनके 
आदेदाके अनुसार निरन्तर गीताके द्वितीय अध्यायका 


अभ्यास करने लगे। तदनन्तर दीर्घकालके पश्चात्‌ 
अन्तःकरण शुद्ध होकर उन्हें आत्मज्ञानकी प्राप्ति हुई। 
फिर वे जहाँ-जहाँ गये, वहाँ-वहाँका तपोबन शान्त हो 
गया। उनमें शीत-उष्ण और राग-द्वेष आदिकी बाधा. 
दूर हो गर्यी । इतना ही नहीं, उन स्थानोमें भूख-प्यासका 
कष्ट भी जाता रहा तथा भयका सर्वथा अभाव हो गया! 
यह सब द्वितीय अध्यायका जप करनेवाले सुकर्मा 
ब्राह्मणकी तपस्याका ही प्रभाव समझो । 

मित्रवान्‌ कहता है---वानरराजके यों कहनेपर मैं 
असन्नतापूर्वक बकरी और व्याघ्रके साथ उस मन्दिरकी 
ओर ग॒या । वहाँ जाकर शिलाखण्डपर रिखे हुए गीताके 
द्वितीय अध्यायको मैंने देखा और पढ़ा । उसीकी आवृत्ति 
करनेसे मैंने तपस्याका पार पा लिया है, अतः भद्रपुरुष ! 
सुम भी सदा द्वितीय अध्यायकी ही आवृत्ति किया करो। 
ऐसा करनेपर मुक्ति तुमसे दूर नहीं रहेगी। 

श्रीभगवान, कहते हैं--प्रिये ! मित्रवानके इस 
प्रकार आदेश देनेपर देवशर्मनि उसका पूजन किया और 
उसे प्रणाम करके पुरन्दरपुरकी राह ली। वहाँ किसी 
देवाळयमें पूर्वोक्त आत्मज्ञानी महात्माको पाकर उन्होंने 
यह सारा वृत्तान्त निवेदन किया और सबसे पहले उन्हींसे 
द्वितीय अध्यायको पढ़ा। उनसे उपदेश पाकर शुद्ध 
अन्तःकरणवाले देवशर्मा प्रतिदिन बड़ी श्रद्धाके साथ 
द्वितीय अध्यायका पाठ करने लगे। तबसे उन्होंने 
अनवद्य (अरझंसाके योग्य) परमपदको प्राप्त कर लिया। 
लक्ष्मी ! यह द्वितीय अध्यायका उपाख्यान कहा गया! 
अन तृतीय अध्यायका माहात्म्य बतलाऊँगा । 


a औ नाला 


श्रीमद्धगवद्गीताके तीसरे अध्यायका माहात्म्य 


श्रीभगवान्‌ कहते हैं--प्रिये | जनस्थानमें एक 
जड नामक ब्राह्मण था, जो कौशिक-वंझञमें उत्पन्न हुआ 
था । उसने अपना जातीय धर्म छोड़कर बनियेकी वृत्तिमें 
मन लगाया। उसे परायी स्त्रियॉकि साथ व्यभिचार 
करनेका व्यसन पड़ गया था। वह सदा जूआ खेळता, 
जाणन पीता और शिकार खेलकर जीवॉकी हिंसा किया 


करता था। इसी प्रकार उसका समय बीतता था। घन 
नष्ट हो जानेपर वह व्यापारके लिये बहुत दूर उत्तर 
दिशामें चला गया। बहाँसे धन कमाकर घरकी ओर 
लौटा। बहुत दूरतकका रास्ता उसने तै कर लिया था। 
एक दिन सूर्यास्त हो जानेपर जब दसौं दिशाओंमें 
अन्धकार फैल गया, तब एक वृक्षके नीचे उसे लुटेरॉने 


८१८ 


= अर्चयस्व इचीकेश यदीच्छसि परं पदम्‌ « 


[ संक्षिप्त परापुराण 


धर दबाया और शीघ्र ही उसके प्राण ले लिये। पाठसे ही सिद्ध हो गया है।' पिताके यों कहनेपर पुत्रने 
उसके धर्मका लोप हो गया था, इसलिये बह बड़ा पूछा--'तात ! मेरे हितका उपदेश दीजिये तथा और 


भयानक प्रेत हुआ | 
उसका पुत्र बड़ा घर्मात्मा और वेदोका विद्वान्‌ था । 
उसने अबतक पिताके लौर आनेकी राह देखी । जब वे 
नहीं आये, तब उनका पता लगानेके लिये नह स्वयं भी 
घर छोड़कर चल दिया । वह प्रतिदिन खोज करता, मगर 
राहगीरॉसे पूछनेपर भी उसे उनका कुछ समाचार नहीं 
मिलता था । तदनन्तर एक दिन एक मनुष्यसे उसकी भेंट 
हुई, जो उसके पिताका सहायक था। उससे सारा हाल 
जानकर उसने पिताकी मृत्युपर बहुत शोक किया। वह 
बड़ा बुद्धिमान्‌ था । बहुत कुछ सोच-विचार कर पिताका 
पारलौकिक कर्म करनेकी इच्छासे आवश्यक सामग्री 
साथ ले उसने काशी जानेका विचार किया! मार्गमें 
सात-आठ मुकाम डालकर वह नवें दिन उसी वृक्षके 
नीचे पहुँचा, जहाँ उसके पिता मारे गये थे । उस स्थानपर 
उसने सन्ध्योपासना की और गीताके तीसरे अध्यायका 
पाठ किया | इसी समय आकाझमें बड़ी भयानक आवाज 
हुई । उसने अपने पिताको भयंकर आकारमें देखा; 
तुरंत ही अपने सामने आकाशमें उसे एक सुन्दर विमान 
दिखायी दिया, जो महान्‌ तेजसे व्याप्त था । उसमें अनेकं 
क्षुद्र घण्टिकाएँ लगी थीं । उसके तेजसे समस्त दिशाएँ 
आलोकित हो रही थीं! यह दृश्य देखकर उसके चित्तकी 
व्यग्रता दूर हो गयी। उसने विमानपर अपने पिताको 
दिव्यरूप धारण किये विराजमान देखा । उनके शरीरपर 
पीताम्बर शोभा पा रहा था और मुनिजन उनकी स्तुति कर 
रहे थे । उन्हें देखते ही पुत्रे प्रणाम किया । तब पिताने भी 
उसे आशीर्वाद दिया । 
तत्पश्चात्‌ उसने पितासे यह सास वृत्तान्त पूछा । 
उसके उत्तरमें पिताने सन बातें बताकर इस प्रकार कहना 
आरम्भ किया--'बेटा ! दैवव मेरे निकर गीताके 
तृतीय अध्यायका पाठ करके तुमने इस शरीरके द्वारा 
किये हुए दुस्त्यज कर्म-नन्धनसे मुझे छुड़ा दिया । अतः 
अब घर लौट जाओ; क्योंकि जिसके लिये तुम काशी 
जा रहे थे, वह प्रयोजन इस समय तृतीय अध्यायके 


कोई कार्य जो मेरे लिये करनेयोग्य हो बतलाइये ।' तन 
पिताने उससे कहा--“अनघ ! तुम्हें यही कार्य फिर 
करना है। मैंने जो कर्म किया है, वही मेरे भाईने भी 
किया था। इससे वे घोर नरकमें पड़े हैं! उनका भी तुम्हें 
उद्धार करना चाहिये तथा मेरे कुलके और भी जितने 
लोग नरकमें पड़े हैं, उन सबका भी तुम्हारे द्वारा उद्धार 
हो जाना चाहिये; यही मेरा मनोरथ है । बेटा ! जिस 
साधनके द्वारा तुमने मुझे संकरसे छुड़ाया है। उसीका 
अनुष्ठान औरोंके लिये भी करना उचित है। उसका 
अनुष्ठान करके उससे होनेवाला पुण्य उन नारकी 
जीवोंको सङ्कल्प करके दे दो। इससे ने समस्त पूर्वज 
मेरी ही तरह यातनासे मुक्त हो स्वल्पकालमें ही श्रीविष्णुके 
परमपदको प्राप्त हो जायेंगे ।' 

'पिताका यह सन्देश सुनकर पुत्रने कहा--'तात ! 
यदि ऐसी बात है और आपकी भी ऐसी ही रुचि है तो 
मैं समस्त नारकी जीवॉका नरकसे उद्धार कर दूँगा ।' यह 
सुनकर उसके पिता बोले--'नेटा ! एवमस्तु, तुम्हारा 


क्तरखण्ड ] ५ श्रीमद्धगबद्धीताके तीसरे अध्यायका माहात्प्य « ८१९ 


कल्याण हो; मेरा अत्यन्त प्रिय कार्य सम्पन्न हो गया !' आज्ञा देते हैं कि “आप नरकमें पड़े हुए समस्त 


इस प्रकार पुत्रको आश्वासन देकर उसके पिता भगवान्‌ 
विष्णुके परमधामको चले गये। तत्पश्चात्‌ वह भी 
लौटकर जनस्थानमे आया और परम सुन्दर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके मन्दिरमें उनके समक्ष बैठकर पिताके 
आदेशानुसार गीताके तीसरे अध्यायका पाठ करने 
लगा । उसने नारकी जीवोंका उद्धार करनेकी इच्छासे 
गीतापाठजनित सारा पुण्य सङ्कल्प करके दे दिया। 
इसी बीचमें भगवान्‌ विष्णुके दूत यातना भोगने- 
वाले नारकी जीवोंको छुड़ानेके लिये यमराजके पास 
गथे । यमराजे नाना प्रकारके सत्कारोंसे उनका पूजन 
किया और कुशल पूछी। वे बोले--'धर्मराज ! 
हमलोगोंके लिये सब ओर आनन्द-ही-आनन्द है ।' इस 
प्रकार सत्कार करके पितूलोकके सम्राट्‌ परम बुद्धिमान्‌ 
मने विष्णुदूतॉसे यमलोकमें आनेका कारण पूछा। 
तब बिष्णुदूतोंने कहा--यमराज ! शेषराय्यापर 
कायन करनेवाले भगवान्‌ विष्णुने हमलोगोंको आपके 
पास कुछ सन्देश देनेके लिये भेजा है। भगवान्‌ 
हमलोगोंके मुखसे आपकी कुशल पूछते हैं और यह 


प्राणियोंको छोड़ दें ।' 

अमिततेजस्वी भगवान्‌ विष्णुका यह आदेश सुनकर 
यमने मस्तक झुकाकर उसे स्वीकार किया और मम-ही- 
मन कुछ सोचा। तत्पश्चात्‌ मदोन्मत्त नारकी जीवॉको 
नरकसे मुक्त देखकर उनके साथ ही वे भगवान्‌ विष्णुके 
वास-स्थानको चळे । यमराज श्रेष्ठ विमानके द्वारा जहाँ 
क्षीरसागर है, वहाँ जा पहुँचे। उसके भीतर कोटि-कोटि 
सूर्येकि समान कान्तिमान्‌ नील कमल-दलके समान 
श्यामसुन्दर लोकनाथ जगदुरु श्रीहरिका उन्होंने दर्शन 
किया । भगवानका तेज उनकी शय्या बने हुए शेषनागके 
फर्नोकी मणियोंके प्रकाशसे दुगुना हो रहा था। दे 
आनन्दयुक्त दिखायी दे रहे थे। उनका हृदय प्रसत्रतासे 
परिपूर्ण था। भगवती लक्ष्मी अपनी सरल चितवनसे 
प्रेमपूर्वक उन्हें बारम्बार निहार रही थीं। चारों ओर 
योगीजन भगवानकी सेवामें खड़े थे। उन योगियॉकी 
आँखोंके तारे ध्यानस्थ होनेके कारण निश्चळ प्रतीत होते 
थे। देवराज इन्द्र अपने विरोधियोंको परास्त करनेके 
उद्देश्यसे भगवानकी स्तुति कर रहे थे । ब्रह्माजीके मुखसे 
निकले हुए वेदान्त-वाक्य मूर्तिमान्‌ होकर भगवानके 
गुर्णोका गान कर रहे थे । भगवान्‌ पूर्णतः सन्तुष्ट होनेके 
साथ ही समस्त योनियोंकी ओरसे उदासीन प्रतीत होते 
थे। जीवॉंमेंसे जिन्होंने योग-साधनके द्वार अधिक पुण्य 
सञ्जय किया था, उन सबको एक ही साथ वे कृपा- 
दृष्टिसे निहार रहे थे । भगवान्‌ अपने स्वरूपभूत अखिल 
चराचर जगत्को आनन्दपूर्ण दृष्टिसे आमोदित कर रहे 
थे। शोषनागको प्रभासे उद्धासित एवे सर्वत्र व्यापक 
दिव्य विग्रह धारण किये नील कमलके सदुश श्याम- 
वर्णवाले श्रीहरि ऐसे जान पड़ते थे, मानो चाँदनीसे घिरा 
हुआ आकाश सुशोभित हो रहा हो। इस प्रकार 


[| भगवानकी झाँकी करके यमराज अपनी विशाल बुद्धिके 
॥ द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। 


यमराज बोले--सम्पूर्ण जगतका निर्माण 
करनेवाले परमेश्वर ! आपका अन्तःकरण अत्यन्त निर्मल 


4 हे । आपके मुखसे ही वेर्दोका प्रादुर्भाव हुआ है । आप 


«९° * अर्चयस्व हषीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ + [ संक्षिप्त पपुराण 


Seshmmenesnnessesseemnarneereeennanserseeenepesshehesseeeeesssnepeesnnaneeesensneeeeeeeeenesse naked ee 


ही विश्वस्वरूप और इसके विधायक ब्रह्मा हैं। आपको 
नमस्कार है। अपने बल और वेगके कारण जो अत्यन्त 
दुर्धर्ष भरतीत होते हैं, ऐसे दानवेन्द्रोका अभिमान चूर्ण 
करनेवाले भगवान्‌ विष्णुको नमस्कार है । पालनके समय 
सत्त्वमय शरीर धारण करनेवाले, विश्वके आधारभूत, 
सर्वव्यापी श्रोहरिको नमस्कार है। समस्त देहधारियोंकी 
पातक-राशिको दूर करनेवाले परमात्माको प्रणाम है। 
जिनके ललाटचतीं नेत्रके तनिक-सा खुल्नेपर भी 
आगकी रूपरें निकलने लगती हैं, उन रुद्ररूपघारी आप 
परमेश्वरको नमस्कार है। आप सम्पूर्ण विश्वके गुरु, 
आत्मा और महेश्वर हैं; अतः समस्त वैष्णवजनोंको 
सङ्कटसे मुक्त करके उनपर अनुग्रह करते हैं। आप 
मायासे विस्तारको प्राप्त हुए अखिल विश्वमें व्याप्त होकर 
भी कभी माया अथवा उससे उत्पन्न होनेवाले गुणॉसे 
मोहित नहीं होते । माया तथा मायाजनित गुणोंके नीचमें 
स्थित होनेपर भी आपपर उनमेंसे किसीका प्रभाव नहीं 
पड़ता । आपकी महिमाका अन्त नहीं है; क्योंकि आप 


असीम हैं ! फिर आप वाणीके विषय कैसे हो सकते हैं। 
अतः मेरा मौन रहना ही उचित है। 

इस प्रकार स्तुति करके यमराजने हाथ जोड़कर 
कहा--'जगदुरो ! आपके आदेशसे इन जीवोंको 
गुणरहित होनेपर भी मैंने छोड़ दिया है। अब मेरे योग्य 
और जो कार्य हो, उसे नताइये।' उनके यों कहनेपर 
भगवान्‌ मधुसूदन मेघके समान गम्भीर काणीद्वारा 
मानो अमृत-रससे सींचते हुए बोले- “धर्मराज ! तुम 
सबके भ्रति समान भाव रखते हुए लोकोंका पापसे 
उद्धार कर रहे हो । तुमपर देहधारियोंका भार रखकर मैं 
निश्चिन्त हूँ। अतः तुम अपना काम करो और अपने 
लोकको लौट जाओ ।' 

यों कहकर भगवान्‌ अन्तर्धान हो गये। यमराज 
भी अपनी पुरीको लौट आये । तथा वह ब्राह्मण अपनी 
जातिके और समस्त नारकी जीवोंका नरकसे उद्धार 
करके स्वयं भी श्रेष्ठ विमानद्वारा श्रीविष्णुधामको 


चला गया। 


—= * == 


औमद्धगवद्वीताके चौथे अध्यायका माहात्म्य 


श्रीभगवान्‌ कहते हैं--प्रिये! अन मैं चौथे 
अध्यायका माहात्म्य बतलाता हूँ, सुनो । भागीरथीके 
तटपर वाराणसी (बनारस) नामकी एक पुरी है। वहाँ 
विधनाथजीके मन्दिरमे भरत नामके एक योगनिष्ठ 
महात्मा रहते थे, जो प्रतिदिन आत्मचिन्तनमें तत्पर हो 
आदरपूर्वक गीताके चतुर्थ अध्यायका पाठ किया करते 
थे । उसके अभ्याससे उनका अन्तःकरण निर्मल हो गया 
था । चे शीत-उष्ण आदि दन्द्रॉसे कभी व्यथित नहीं होते 
थे। एक समयकी नात है, ने तपोधन नगरकी सीमामें 
स्थित देवताओंका दर्शन करनेकी इच्छसे भ्रमण करते 
हुए नगरसे बाहर निकल गये। वहाँ बेरके दो वृक्ष थे। 
उन्हींकी जड़में वे विश्राम करने लगे । एक वृक्षकी जड़में 
उन्होंने आपना मस्तक रखा था और दूसरे वृक्षके मूलमें 
उनका एक पैर टिका हुआ था। थोड़ी देर नाद जब वे 
तपस्वी चले गये, तब बेरके वे दोनों वृक्ष पाँच-ही-छः 


दिनेकि भीतर सूख गये। उनमें पत्ते और डालिया भी 
नहीं रह गयीं। तत्पश्चात्‌ वे दोनों वृक्ष कहीं ब्राहाणेकि 
पवित्र गृहमें दो कन्याओंके रूपमें उत्पन्न हुए । 

चे दोनों कन्याऐ जब बढ़कर सात वर्षकी हो गयी, 
तब एक दिन उन्होंने दूर देशॉसे घूमकर आते हुए 
भरतमुनिको देखा । उन्हें देखते ही वे दोनों उनके चरणोंमें 
पड़ गयीं और मीठी याणीमें नोलीं--'मुने ! आपकी ही 
कृपासे हम दोनोंका उद्धार हुआ है । हमने नेरकी योनि 
त्यागकर मानव-शरीर प्राप्त किया है।' उनके इस प्रकार 
कहनेपर मुनिको बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा-- 
“पुत्रियो ! मैने कन और किस साधनसे तुम्हें मुक्त किया 
था? साथ ही यह भी बताओ कि तुम्हारे बेरके वृक्ष 
होनेमें क्या कारण था ? क्योंकि इस विषयमें मुझे कुछ 


भी ज्ञात नहीं है।' 
तब चे कन्याएँ पहले उन्हें अपने बेर हो जानेका 


उत्तरखण्ड ] 


» श्रीम्मञ्धसयद्वीताके चौथे अध्यायका माहात्म्य + 


८२१ 


2020202:000-७००९९५००००७३:०७०००७७७००९००००-११५०००००००००३.७०००००००००१०११९-९००९०५५.९०९१:९०७७-००७०००:७००-०००७००७०००३०१७००७-१९०००००७- 


“कारण बतल्मती हुई बोलौं--“मुने ! गोदावरी नदीके 
'तटपर छिन्नपाप नामका एक उत्तम तीर्थ है, जो मनुष्यॉको 
पुण्य प्रदान करनेबाला है। वह पावनताकी चरम 
सीमापर पहुँचा हुआ है । उस तीर्थमें सत्यतपा नामक 
'एक तपस्वी बड़ी कठोर तपस्या कर रहे थे। वे ग्रीष्म 
ऋतुमें प्रज्वलित अग्रियोकि नीचमें बैठते थे, वर्षाकालमें 
जलकी धाराओँसे उनके मस्तकके बाल सदा भीगे ही 
रहते थे तथा जाड़ेके समय जलमें निवास करनेके कारण 
डनके शरीरमें हमेशा रोंगटे खड़े रहते थे। वे बाहर- 
भीतरसे सदा शुद्ध रहते, समयपर तपस्या करते तथा मन 
और इन्द्रियोंको संयममें रखते हुए परम शान्ति प्राप्त 
करके आत्मामें ही रमण करते थे । वे अपनी विद्वत्ताके 
द्वारा जैसा व्याख्यान करते थे, उसे सुननेके लिये साक्षात्‌ 
ब्रह्माजी भी प्रतिदिन उनके पास उपस्थित होते और प्रश्न 
करते थे। ब्रह्माजीके साथ उनका संकोच नहीं रह गया 
था; अतः उनके आनेपर भी वे सदा तपस्यामें मग्न रहते 
थे। परमात्माके ध्यानमें निरन्तर संलग्न रहनेके कारण 
उनकी तपस्या सदा बढ़ती रहती थी। सत्यतपाको 
जीवन्मुक्तके समान मानकर इन्द्रको अपने समृद्धिशाली 
पदके सम्बन्धमें कुछ भय हुआ। तब उन्होंने उनकी 
तपस्यामें सैकड़ों विन्न डालने आरम्भ किये। 
अप्ससओंके समुदायसे हम दोनोंको बुलाकर इन्द्रने इस 
प्रकार आदेश दिया--'तुम दोनों उस तपस्वीकी 
'तपस्यामें विघ्न डालो, जो मुझे इन्द्रपदसे हटाकर स्वयं 
स्वर्गका राज्य भोगना चाहता है!' 

“इन्द्रका यह आदेश पाकर हम दोनों उनके 
सामनेसे चलकर गोदाबरीके तीरपर, जहाँ जे मुनि तपस्या 
करते थे, आयीं । सहाँ मन्द एवं गम्भीर स्वरसे बजते हुए 
मृदङ्ग तथा मधुर वेणुनादके साथ हम दोनोंने अन्य 


अप्सराओंसहित मधुर स्वरमें गाना आरम्भ किया । इतना 
ही नहीं, उन योगी महात्माको वशमें करनेके लिये 
'हमलोग स्वर, ताल और लयके साथ नृत्य भी करने 
लगीं। बीच-बीचमें जरा-जरा-सा अंचल खिसकनेपर 
उन्हें हमारी छाती भी दीख जाती थी । हम दोनोंकी उन्मत्त 
गति कामभावका उद्दीपन करनेवाली थी; “किन्तु उसने 
उन निर्विकार चित्तवाले महात्माके मनमें क्रोधका सञ्चार 
कर दिया। तब उन्होंने हाथसे जल छोड़कर हमें 
क्रोधपूर्वक शाप दिया--'अरी ! तुम दोनों गङ्गाजीके 
तटपर बेरके वृक्ष हो जाओ।' यह सुनकर हमलोगेनि 
बड़ी विनयके साथ कहा--'महात्मन्‌! हम दोनों 
पराधीन थीं; अतः हमारे द्वारा जो दुष्कर्म बन गया है, 
उसे आप क्षमा करें।' यों कहकर हमने मुनिको प्रसन्न 
कर लिया। तब उन पवित्र चित्तवाले मुनिने हमारे 
शापोद्धारकी अवधि निश्चित करते हुए कहा--'भरत 
मुनिके आनेतक ही तुमपर यह शाप लागू होगा। उसके 
बाद तुमलोगोका मर्त्यलोकमे जन्म होगा और 
पूर्वजन्मकी स्मृति बनी रहेगी ।' 

“मुने ! जिस समय हम दोनों बेर-वृक्षके रूपमें 
खड़ी थीं, उस समय आपने हमारे समीप आकर गीताके 
चौथे अध्यायका जप करते हुए हमारा उद्धार किया था; 
अतः हम आपको प्रणाम करती हैं। आपने केवल 
आपसे ही नहीं, इस भयानक संसारसे भी गीताके चतुर्थ 
अध्यायके पाठद्वारा हमें मुक्त कर दिया।” 

श्रीभगवान्‌ कहते हैं--उन दोनोंके इस प्रकार 
'कहनेपर मुनि बहुत ही प्रसन्न हुए और उनसे पूजित हो 
चिदा लेकर जैसे आये थे, वैसे ही चले गये तथा वे कन्याएँ, 
भी बड़े आदरके साथ प्रतिदिन गीताके चतुर्थ अध्यायका 
पाठ करने लगीं, जिससे उनका उद्धार हो गया। 


= औ ना 


८२२ 


० अर्चयस्व इवीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌, + 


( संक्षिप्त परापुराण 


७०७००७०-००००००००००-००० ४4४4४४५५७४ ७४३५७९ ४७६७७७७७७७ ७ ७५४७७७७ ३७७७ ७३७४७००७७६ ७७७७७४४७७० ७७८५७४७७७७०७७ ०००००७७७७८ 


श्रीमद्धगवड्रीताके पाँचवें अध्यायका माहात्म्य 


श्रीभगवान्‌ कहते है--देवि ! अन सब लोगों- 
द्वारा सम्मानित पाँचनें अध्यायका माहात्म्य संक्षेपसे 
बतलाता हूँ, सावधान होकर सुनो । मद्रदेशमें पुरुकुत्सपुर 
नामक एक नगर है। उसमें पिङ्गल नामका एक ब्राह्मण 
रहता था। वह वेदपाठी ब्राह्मणोंके विख्यात वंझामें, जो 
सर्वथा निष्कलङ्कः था, उत्पन्न हुआ था; किन्तु अपने 
कुलके लिये उचित वेद-शास्त्रोंके स्वाध्यायको छोड़कर 
ढोल आदि बजाते हुए उसने नाच-गानमें मन लगाया। 
गीत, नृत्य और बाजा बजानेकी कलामें परिश्रम करके 
पिङ्गलने बडी प्रसिद्धि प्राप्त कर ली और उसीसे उसका 
राजभवनमें भी प्रवेश हो गया। अन वह राजाके साथ 
रहने लगा और परायी स्बियोंको बुला-बुलाकर उनका 
उपभोग करने लगा। खियोंके सिवा और कहीं इसका 
मन नहीं लगता था। धीरे-धीरे अभिमान बढ़ जानेसे 
उच्छृश्ठल होकर वह एकान्तमें राजासे दूसरोंके दोष 
बतलाने लगा । पिङ्गलकी एक स्त्री थी, जिसका नाम था 
अरुणा । वह नीच कुलमें उत्पन्न हुई थी और कामी 
पुरुषॉके साथ विहार करनेकी इच्छासे सदा उन्हींकी 
खोजमें घूमा करती थी । उसने पतिको अपने मार्गका 
कण्टक समझकर एक दिन आधी रातमें घरके भीतर ही 
उसका सिर काटकर मार डाला और उसकी लाशको 
जमीनमें गाड़ दिया । इस प्रकार प्राणोंसे नियुक्त होनेपर 
वह यमलोकमें पहुँचा और भीषण नरकॉका उपभोग 
करके निर्जन बनमें गिद्ध हुआ । 
अरुणा भी भगन्दर रोगसे अपने सुन्दर शरीरको 
त्याग कर घोर नरक भोगनेके पश्चात्‌ उसी जनमें शुकी 
हुई! एक दिन वह दाना चुगनेकी इच्छासे इधर-उधर 
फुदक रही थी, इतनेमें ही उस गिद्धने पूर्वजन्मके वैरका 
स्मरण करके उसे अपने तीखे नखोंसे फाड़ डाला ! शुकी 
घायरू होकर पानीसे भरी हुई मनुष्यकी खोपड़ीमें गिरी । 
गिद्ध पुनः उसकी ओर झपरा । इतनेमें ही जाल फैलाने- 
बाले बहेलियोंने उसे भी बाणोंका निशाना ननाया। 
उसकी पूर्वजन्मकी पत्री झुको उस खोपड़ीके जलमें 


डूबकर प्राण त्याग चुकी थी। फिर वह क्रूर पक्षी भी 
उसीमें गिरकर डूब गया । तब यमराजके दूत उन दोनोंको 
यमराजके लोकमें ले गये। वहाँ अपने पूर्वकृत पाप- 
कर्मको याद करके दोनों ही भयभीत हो रहे थे । तदनन्तर 
यमराजने जब उनके घृणित कर्मोपर दृष्टिपात किया, तब 
उन्हें मालूम हुआ कि मृत्युके समय अकस्मात्‌ खोपड़ीके 
जलमें स्नान करनेसे इन दोनोंका पाप नष्ट हो चुका है। 
तब उन्होंने उन दोनोंको मनोवाज्छित लोकमें जानेकी 
आज्ञा दी । यह सुनकर अपने पापको याद करते हुए बे 
दोनों बड़े विस्मयमें पड़े और पास जाकर धर्मराजके 
चरणोंमें प्रणाम करके पूछने लगे--'भगवन्‌ ! हम 
दोनेनि पूर्वजन्ममें अत्यन्त घृणित पापका सञ्चय किया 
है। फिर हमें मनोबाज्छित लोकोंमें भेजनेका क्या कारण 
है? बताइये!” 

यमराजने कहा-- गङ्गाके किनारे बट नामक एक 
उत्तम ब्रह्मज्ञानी रहते थे। वे एकान्तसेबी, ममतारहित, 
शान्त, विरक्त और किसीसे भी द्वेष न 


> ९» 


* श्रीमद्धवद्जीताके छठे अध्यायका माहात्म्य « 


ग्रतिदिन गोताके पाँचयें अध्यायका जप करना उनका पवित्र हो गये हो। अतः अब तुम दोनों मनोवाञ्छित 
सदाका नियम था । पाँचवें अध्यायको श्रवण कर लेनेपर ल्त्रेकोंको जाओ; क्योंकि गीताके पाँचवें अध्यायके 
महापापी पुरुष भी सनातन ब्रह्मका ज्ञान प्राप्त कर लेता माहात्म्यसे तुम दोनों शुद्ध हो गये हो। 


है। उसी पुण्यके प्रभावसे शुद्धचित्त होकर उन्होंने अपने श्रीभगवान्‌ कहते हैं--सबके प्रति समान भाव 
शरीरका परित्याग किया था। गीताके पाठसे जिनका रखनेवाले धर्मराजके द्वारा इस प्रकार समझाये जानेपर ये 


शारीर निर्मल हो गया था, जो आतञ्ञान प्राप्त कर चुके दोनों बहुत प्रसन्न हुए और विमानपर बैठकर वैकुण्ठ- 
थे, उन्हीं महात्माकी खोपड़ीका जल पाकर तुम दोनों धामको चले गये! 


ति खड. आवळ 


श्रीमद्धगवद्वीताके छठे अध्यायका माहात्म्य 


श्रीभगवान्‌ कहते हैं--सुमुखि ! अब मैं छठे 
अध्यायका माहात्म्य बतलाता हूँ, जिसे सुननेबाले 
मनुष्योंके लिये मुक्ति करतछगत हो जाती है। गोदावरी 
नदीके तटपर प्रतिष्ठानपुर (पैठण) नामक एक विशाल 
नगर है, जहाँ मैं पिप्पलेशके नामसे विख्यात होकर रहता 
हूँ। उस नगरमें जानश्रुति नामक एक राजा रहते थे, जो 
भूमण्डलकी प्रजाको अत्यन्त प्रिय थे। उनका प्रताप 
मार्तण्ड-मण्डलके प्रचण्ड तेजके समान जान पड़ता था। 
प्रतिदिन होनेवाले उनके यज्ञके धुएँसे नन्दनवनके 
कल्पवृक्ष इस प्रकार काले पड़ गये थे, मानो राजाकी 
असाधारण दानशीलता देखकर ये लज्जित हो गये हों। 
उनके यक्षमें प्राप्त पुरोडाशके रसास्वादनमें सदा आसक्त 
'होनेके कारण देवतालोग कभी प्रतिष्ठानपुर्को छोड़कर 
बाहर नहीं जाते थे। उनके दानके समय छोडे हुए 
जलकी धारा, प्रतापरूपी तेज और यज्ञके धूमोंसे पुष्ट 
होकर मेघ ठीक समयपर वर्षा करते थे। उस राजाके 
शासनकाल्में इतियों (खेतीमें होनेवाले छः प्रकारके 
उपद्रवो) के लिये कहीं थोड़ा भी स्थान नहीं मिलता था 
और अच्छी नीतियोंका सर्वत्र प्रसार होता था। वे 
बावली, कुएँ और पोखरे खुदवानेके बहाने मानो प्रतिदिन 
पृथ्वीके भीतरकी निधियोंका अवलोकन करते थे। एक 
समय राजाके दान, तप, यज्ञ और प्रजापालनसे सन्तुष्ट 
होकर स्वर्गके देवता उन्हें वर देनेके लिये आये। वे 
कमलनालके समान उज्ज्वल हंसोंका रूप धारण कर 
अपनी पाँखें हिलाते हुए आकाशमार्गसे चलने लगे। 


बड़ी उतावलीके साथ उड़ते हुए वे सभी हंस परस्पर 
बातचीत भी करते जाते थे। उनमेंसे भद्राश्व आदि 
दो-तीन हेस वेगसे उड़कर आगे निकल गये। तब 
प्रीछिवाले हंसोंने आगे जानेवालोंको संनोधित करके 
कहा- “अरे भाई भद्राश्च ! तुमलोग वेगसे चलकर 
आगे क्यों हो गये ? यह मार्ग बड़ा दुर्गम है; इसमें हम 
सबको साथ मिलकर चलना चाहिये । क्या तुम्हें दिखायी 
नहीं देता, यह सामने ही पुण्यमूर्ति महाराज जानश्रुतिका 
तेजःपुंज अत्यन्त स्पष्ट रूपसे प्रकाशमान हो रहा है। 
(उस तेजसे भस्म होनेकी आझङकूत है, अतः सावघान 
होकर चलना चाहिये।]' 

पीछेवाले हैसोके वचन सुनकर आगेवाले हेस हँस 
पड़े और उच्चस्वरसे उनकी बातोंकी अवहेलना करते हुए 
बोले--'ओरे भाई ! क्या इस राजा जानश्रुतिका तेज 
ब्रह्मवादी महात्मा रैकके तेजसे भी अधिक तीव्र है ?' 

हंसोंकी ये बातें सुनकर राजा जानश्रुति अपने ऊँचे 
महलुकी छतसे उतर गये और सुखपूर्वक आसनपर 
विराजमान हो अपने सारथिको बुलाकर नोले--'जाओ, 
महात्मा रैकको यहाँ ले आओ ।' राजाका यह अमृतके 
समान वचन सुनकर मह नामक सारथि प्रसन्नता प्रकट 
करता हुआ नगरसे बाहर निकला । सबसे पहले उसने 
मुक्तिदायिनी काशीपुरीकी यात्रा की, जहाँ जगतके स्वामी 
भगवान्‌ विश्वनाथ मनुष्योंको उपदेश दिया करते हैं। 
उसके बाद वह गयाक्षेत्रमें पहुँचा, जहाँ प्रफुल्ल नेत्रोंवाले 
भगवान्‌ गदाधर सम्पूर्ण ल्नेकोंका उद्धार करनेके लिये 


८२४ 


24८4५५५५५५ ५७५ ३३०५७७७५५० ०५५ १५५७५४७३४७ ०७७५५ ७५७६७८०७७६ ७७७० ७४७० 


* अर्चयस्व हषीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


निवास करते हैं। तदनन्तर नाना तीथॉमें भ्रमण करता 
हुआ सारथि पापनाशिनी मथुरापुरीमें गया; यह भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका आदि स्थान है, जो परम महान्‌ एवं मोक्ष 
प्रदान करनेवाला है। वेद और शास्रोमे वह तीर्थ 
त्रिभुवनपति भगवान्‌ गोविन्दके अवतारस्थानके नामसे 
असिद्ध है । नाना देवता और ब्रह्मर्षि उसका सेवन करते 
हैं। मथुरा नगर कालिन्दी (यमुना) के किनारे शोभा 
पाता है । उसकी आकृति अर्द्धचन्द्रके समान प्रतीत होती 
है। वह सब तौथेकि निवाससे परिपूर्ण है । परम आनन्द 
अदान करनेके कारण सुन्दर प्रतीत होता है। गोवर्धन 
सर्वतके होनेसे मथुरामण्डलकी शोभा और भी बढ़ गयी 
है। वह पवित्र वृक्षों और लताओंसे आबृत है । उसमें 
बारह वन हैं। वह परम पुण्यमय तथा सबको विश्राम 
देनेवाले श्रुतियोंके सारभूत भगवान्‌ श्रीकृष्णकी आधार- 
भूमिहै। 
तत्पक्षात्‌ मधुरासे पश्चिम और उत्तर दिशाकी ओर 
नहुत दूरतक जानेपर सारथिको काइमीर नामक नगर 
दिखायी दिया, जहाँ शङ्खके समान उज्ज्वल गगनचुम्बी 
महलोंकी पड्क्तियाँ भगवान्‌ शङ्करके अट्टहासकी भाँति 
शोभा पाती हैं। जहाँ ब्राह्मणोंके शास्त्रीय आलाप सुनकर 
मूक मनुष्य भी सुन्दर वाणी और पदोंका उच्चारण करते 
हुए देवताके समान हो जाते हैं। जहाँ निरन्तर होनेवाले 


यज्ञ-धूमसे व्याप्त होनेके कारण आकाश-मण्डल मेघोंसे (५ 


धुलते रहनेपर भी अपनी कालिमा नहीं छोड्ता । जहाँ 
उपाध्यायके पास आकर छात्र जन्मकालीन अभ्याससे ही 
सम्पूर्ण कलाएँ स्वतः पढ़ लेते हैं तथा जहाँ माणिक्येश्वर 
नामसे प्रसिद्ध भगवान्‌ चन्द्रशेखर देहधारियोंको वरदान 
देनेके लिये नित्य निवास करते हैं। काइमीरके राजा 


माणिक्येशने दिग्विजयमें समस्त राजाओंको जीतकर 


भगवान्‌ शिवका पूजन किया था, तभीसे उनका नाम 
माणिक्येश्वर हो गया था। उन्हीके मन्दिरके दरवाजेपर 
महात्मा रैक्क एक छोटी-सी गाड़ीपर बैठे अपने अज्ञॉको 
खुजलाते हुए वृक्षकी छायाका सेवन कर रहे थे। इसी 
अवस्थामें सारथिने उन्हें देखा। राजाके बताये हुए 
भिन्न-भिन्न चिह्लोंसे उसने शीघ्र ही रैकको पहचान लिया 


और उनके चरणोंमें प्रणाम करके कहा--'ब्रह्मनू ! आप 
किस स्थानपर रहते हैं ? आपका पूरा नाम क्या है ? 
आप तो सदा स्वच्छन्द विचरनेवाले हैं, फिर यहाँ 
किसलिये ठहरे हैं ? इस समय आपका कया करनेका 
विचार है ?' 

सारथिके ये वचन सुनकर परम आनन्दमें निमम्न 
महात्मा रैकने कुछ सोचकर उससे कहा--'यद्यपि हम 
पूर्णकाम हैं--हमें किसी वस्तुकी आवश्यकता नहीं है, 
तथापि कोई भी हमारी मनोवृत्तिके अनुसार परिचर्या कर 
सकता है।' रैकके हार्दिक अभिप्रायको आदरपूर्वक 
अहण करके सारथि धौरेसे राजाके पास चल दिया । यहाँ 
पहुँचकर राजाको प्रणाम करके उसने हाथ जोड़ सारा 
समाचार निवेदन किया । उस समय स्वामीके दर्शनसे 
उसके मनमें बड़ी प्रसन्नता थी। सारथिके वचन सुनकर 
राजाके नेत्र आश्चर्यसे चकित हो उठे । उनके हृदयमें , 
ऐैकका सत्कार करनेकी श्रद्धा जाग्रत्‌ हुई । उन्होंने दो 
खच्चरियोंसे जुती हुई एक गाड़ी लेकर यात्रा की । साथ 
ही मोतीके हार, अच्छे-अच्छे वरा और एक सहर गौएँ 
भी ले लॉ । काइमीरमण्डलमें महात्मा रैक जहाँ रहते थे, 
॥ ee करे 


उत्तरखण्ड ] 


» श्रीमद्धगवद्धीताके सातवें तथा आठवें अध्यायोंका घाहात्य » 


seneeseanhesseneeresneeresssseeeenessseeseessseeesessaeeeaseeneetthssseneeessseeeesseRRe + ४ #:» $e वाडी, 


८२५ 


उस स्थानपर पहुँचकर राजाने सारी वस्तुएँ उनके आगे 
निवेदन कर दीं और पृथ्वीपर पड़कर साष्टाङ्ग प्रणाम 
किया । महात्मा रैक अत्यन्त भक्तिके साथ चरणोंमें पड़े 
हुए राजा जानश्रुतिपर कुपित हो उठे और बोले--'रे 
शुद्र ! तू दुष्ट राजा है । कया तू मेण वृत्तान्त नहीं जानता ? 
यह खत्चरियोंसे जुती हुई अपनी ऊँची गाड़ी ले जा। ये 
खन, ये मोतियोंके हार और ये दूध देनेवाली गौएँ, भी 
स्वये ही ले जा।' इस तरह आज्ञा देकर रैकने राजाके 
मनमें भय उत्पन्न कर दिया। तन राजाने शापके भयसे 
महात्मा रैकके दोनों चरण पकड़ लिये और भक्तिपूर्वक 
कहा-- 'ब्रह्मन्‌ ! मुझपर प्रसन्न होइये । भगवन्‌ ! आपमें 
यह अद्भुत माहाल्य कैसे आया ? प्रसन्न होकर मुझे 
'ठीक-ठीक बताइये ।' 


९०५ 


बैकने कहा- राजन्‌ ! मैं प्रतिदिन गीताके छठे 
अध्यायका जप करता हुँ; इसीसे मेरी तेजोराशि 
देवताओंके लिये भी दुःसह है। 

तदनन्तर परम बुद्धिमान्‌ राजा जानश्रुतिने यत्रपूर्वक 
महात्मा रैक्कसे गीताके छठे अध्यायका अभ्यास किया। 
इससे उन्हें मोक्षकी प्राप्ति हुई। इधर रैक भी भगवान्‌ 
माणिक्येश्वरके समीप मोक्षदायक गीताके छठे 
अध्यायका जप करते हुए सुखसे रहने लगे । हंसका रूप 
घारण करके वरदान देनेके लिये आये हुए देवता भी 
विस्मित होकर स्वेच्छानुसार चले गये। जो मनुष्य सदा 
इस एक ही अध्यायका जप करता है, वह भी भगवान्‌ 
विष्णुके ही स्वरूपको प्राप्त होता है--इसमें तनिक भी 
सन्देह नहीं है। 


व ई । 


श्रीमद्धयवद्गीताके सातवें तथा आठवें अध्यायोंका माहात्प्य 


भगवान्‌ शिख कहते हैं--पार्वती ! अब मैं 
सातवें अध्यायका माहात्म्य बतलाता हुँ, जिसे सुनकर 
कानॉमें अमृत-राशि भर जाती है । पाटलिपुत्र नामक एक 
दुर्गम नगर है, जिसका गोपुर (द्वार) बहुत ही ऊँचा है। 
उस नगरमें शङ्कुकर्ण नामक एक ब्राह्मण रहता था; उसने 
वैश्य-वृत्तिका आश्रय लेकर बहुत धन कमाया, किन्तु न 
तो कभी पितरोंका तर्पण किया और न देवताओंका पूजन 
ही। वह धनोपार्जनमें तत्पर होकर राजाओंको ही भोज 
दिया करता था। एक समयकी बात है, उस ब्राह्मणने 
अपना चौथा विवाह करनेके लिये पुत्रों और बन्धुओके 
साथ यात्रा की । मार्गमें आधी रातके समय जब वह सो 
रहा था, एक सर्पने कहींसे आकर उसकी बाँहमें काट 
लिया । उसके काटते ही ऐसी अवस्था हो गयी कि मणि, 
मन्त्र और ओषधि आदिसे भी उसके रारीरकी रक्षा 
असाध्य जान पड़ी। तत्पश्चात्‌ कुछ ही क्षणेंमें उसके 
आण-पखेरू उड़ गये। फिर बहुत समयके बाद वह प्रेत 
सर्पयोनिमें उत्पन्न हुआ । उसका चित्त घनकी वासनामें 
बघा था। उसने पूर्व वृत्तान्तको स्मरण करके सोचा-- 
“मैने जो घरके नाहर करोडोंकी संख्यामें अपना धन गाड़ 


रखा है, उससे इन पुत्रोंको वञ्चित करके स्वये ही उसकी 
रक्षा करूंगा।' एक दिन साँपकी योनिसे पीड़ित होकर 
पिताने स्वप्रमें अपने पुत्रॉके समक्ष आकर अपना 
मनोभाव नताया, तब उसके निरङ्कुश पुत्रोंने सबेरे उठकर 
बड़े विस्मयके साथ एक-दूसरेसे स्वप्रकी बातें कहीं! 
उनमेंसे मझला पुत्र कुदाल हाथमें लिये घरसे निकला 
और जहाँ उसके पिता सर्पयोनि धारण करके रहते थे, 
उस स्थानपर गया । यद्यपि उसे धनके स्थानका ठीक- 
ठीक पता नहीं था तो भी उसने चिहॉसे उसका ठीक 
निश्चय कर लिया और लोभबुद्धिसे वहाँ पहुँचकर बॉबीको 
खोदना आरम्भ किया । तब उस बाँबीसे बड़ा भयानक 
साँप प्रकट हुआ और खोला--ओ मूढ़ ! तू कौन है, 
किसलिये आया है, क्यों बिल खोद रहा है, अथवा 
किसने तुझे भेजा है ? ये सारी बातें मेरे सामने बता ।' 

पुत्र बोल्का--मैं आपका पुत्र हूँ। मेरा नाम दिव 
है। मैं रात्रिमें देखे हुए स्वप्नसे विस्मित होकर यहाँका 
सुवर्ण लेनेके कौतूहलसे आया हूँ। 

पुत्रकी यह लोकनिन्दित वाणी सुनकर वह साँप 
हँसता हुआ उच्चस्वसे इस प्रकार स्पष्ट वचन 


८२६ 


* अर्चयस्व इषीकेश यदीच्छसि परं पदघ्‌ + 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


'नोला--'यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही बम्धनसे 
मुक्त कर। मैं पूर्वजन्मके गाड़े हुए धनके ही लिये 
सर्पयोनिमें उत्पन्न हुआ हूँ ।' 

पुत्रने पूछा--पिताजी ! आपकी मुक्ति कैसे 
होगी ? इसका उपाय मुझे बताइये; क्योकि मैं इस रातमें 
सब लोगोंको छोड़कर आपके पास आया हूँ। 

'पिताने कहा--बेटा ! गीताके अमृतमय सप्तम 
अध्यायको छोड़कर मुझे मुक्त करनेमें तीर्थ, दान, तप 
और यज्ञ भी सर्वथा समर्थ नहीं हैं। केवल गीताका 
सातवाँ अध्याय ही प्राणियोके जरा-मृत्यु आदि दु:खको 
दूर करनेवाला है। पुत्र! मेरे श्राद्धके दिन सप्तम 
अध्यायका पाठ करनेवाले ब्राह्मणको श्रद्धापूर्वक भोजन 
कराओ। इससे मिस्सन्देह मेरी मुक्ति हो जायगी । वत्स ! 
आपनी शक्तिके अनुसार पूर्ण श्रद्धाके साथ बेद-विध्चामें 
प्रवीण अन्य ब्राह्मणॉको भी भोजन कराना । 

सर्पयोनिमें पड़े हुए पिताके ये वचन सुनकर सभी 
पुत्रोने उसकी आज्ञाके अनुसार तथा उससे भी अधिक 
किया । तब शङ्कुकर्णे अपने सर्पशरीरको त्यागकर दिव्य 
देह भारण क कर 


E 


दिया । पिताने करोड़ोंकी संख्यामें जो धन बाँटकर दिया 
था, उससे वे सदाचारी पुत्र बहुत असन्न हुए । उनकी 
बुद्धि घर्ममें लगी हुई थी; इसलिये उन्होंने बावली, 
कुआँ, पोखरा, यज्ञ तथा देवमन्दिरके लिये उस धनका 
उपयोग किया और अन्नशाल्त्र भी बनवायी। तत्पश्चात्‌ 
सातवें अध्यायका सदा जप करते हुए उन्होंने मोक्ष प्राप्त 
किया । पार्वती ! यह तुम्हें सातवें अध्यायका माहाल्य 
बताया गया है; जिसके श्रवणमात्रसे मानव सब 
पातकोंसे मुक्त हो जाता है। 

भगवान्‌ शिव कहते हैं--देवि ! अब आठवें 
अध्यायका माहात्म्य सुनो ! उसके सुननेसे तुम्हें बड़ी 
असत्रता होगी। [लक्ष्मीजीके पूछनेपर भगवान्‌ विष्णुने 
उन्हें इस प्रकार अष्टम अध्यायका माहात्म्य बतलाया 
था |] दक्षिणमें आमर्दकपुर नामक एक असिद्ध नगर है । 
वहाँ भावशर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था, जिसने 
वेश्याको पत्नी बनाकर रखा था । वह माँस खाता, मदिरा 
पीता, साधुओंका धन चुराता, परायी स्वीसे व्यभिचार 
करता और शिकार खेलनेमें दिलचस्पी रखता था । वह 
बड़े भयानक स्वभावका था और मनमें बड़े-बड़े हौसले 
रखता था। एक दिन मदिरा पीनेवालोंका समाज जुटा 
था । उसमें भावशर्माने भर पेट ताड़ी पी--खून गलेतक 
उसे चढ़ाया; अतः अजीर्णसे अत्यन्त पीड़ित होकर नह 
पापात्मा कालवश मर गया और बहुत बड़ा ताड़का वृक्ष 
हुआ। उसकी घनी और ठप्डी छायाका आश्रय लेकर 
ब्रह्म-राक्षसभावको प्राप्त हुए कोई पति-पत्नी वहाँ रहा 
करते थे। 

उनके पूर्वजन्मकी घटना इस प्रकार है। एक 


: कुशीबल नामक ब्राहमण था, जो वेद-वेदाङ्गके 
: तत्त्वोंका ज्ञाता, सम्पूर्ण शास्त्रोके अर्थका विशेषज्ञ और 


सदाचारी था। उसकी स्त्रीका नाम कुमति था। नह बड़े 
खोटे विचारकी थी। नह ब्राह्मण विद्वान्‌ होनेपर भी 


| अत्यन्त लोभक्श अपनी स्त्रीके साथ प्रतिदिन भैंस, 


कालपुरुष और घोड़े आदि बड़े दानोंको ग्रहण क्रिया 
करता था; परन्तु दूसरे ब्राह्मणोंको दानमें मिली हुई कौड़ी 
भी नहीं देता था। बे ही दोनों पति-पल्री कालवझ 


= ग्रीमद्धगवद्धीताके सातवें तथा आठवें अध्यायोंका माहात्य ० 


32*०४५०५७७०७७७७७७००५:५८५७०४०७४५५५४७४०४५००००»०»५५»४०४* ५४ ४४*४»»**&%»४*/*#»2&5%४०»५५५५3::५255:59०59#*98 686. 


८२७ 


मृत्युको प्राप्त होकर ब्रह्मराक्षस हुए। वे भूख और प्याससे 
पीड़ित हो इस पृथ्वीपर घूमते हुए उसी ताड़-वृक्षके पास 
आये और उसके मूल भागमें विश्राम करने लगे । इसके 
बाद पलीने पतिसे पूछा--'नाथ ! हमलोगोंका यह 
महान्‌ दुःख कैसे दूर होगा तथा इस ब्रह्मराक्षसयोनिसे 
किस प्रकार हम दोनोंकी मुक्ति होगी ?' तब उस 
ब्राह्मणने कहा--'ब्रह्मविद्याके उपदेश, अध्यात्म-तत्त्वके 
बिचार और कर्मविधिके ज्ञान बिना किस प्रकार सङ्कटसे 
छुटकारा मिल सकता है ।' 
यह सुनकर पत्नीने पूछा--'किं तद्वहा 
किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम” (पुरुषोत्तम ! वह ब्रह्म 
क्या है ? अध्यात्म क्या है और कर्म कौन-सा है?) 
उसकी पलीके इतना कहते ही जो आश्चर्यकी घटना 
घटित हुई, उसको सुनो । उपर्युक्त वाक्य गीताके आठवें 
अध्यायका आधा श्लोक था। उसके श्रवणसे वह वृक्ष 
उस समय ताड़के रूपको त्यागकर भावशर्मा नामक 
ब्राह्मण हो शया । तत्काल ज्ञान होनेसे विशुद्धचित्त होकर 
वह पापके चोलेसे मुक्त हो गया। तथा उस आधे 
इलोकके ही माहात्म्यसे वे पति-पत्नी भी मुक्त हो गये। 
उनके मुखसे दैवात्‌ ही आठवें अध्यायका आधा इलोक 
निकल पड़ा था । तदनन्तर आकाशसे एक दिव्य विमान 
आया और वे दोनों पति-पत्नी उस विमानपर आरूढ़ 
होकर स्वर्गलोकको चले गये। वहाँका यह सारा वृत्तान्त 
अत्यन्त आश्चर्यजनक था। 
उसके बाद उस बुद्धिमान्‌ ब्राह्मण भावशर्माने 
आदरपूर्वक उस आधे इलोकको लिखा और देवदेव 
जनार्दनकी आराधना करनेकी इच्छासे वह मुक्तिदायिनी 
काशीपुरीमें चला गया । बहाँ उस उदार बुद्धिवाले ब्राह्मणने 
भारी तपस्था आरम्भ की। उसी समय क्षीरसागरकी 
कन्या भगवती लक्ष्मीने हाथ जोड़कर देवताओंके भी 
देवता जगत्पति जनार्दनसे पूछा-- 'नाथ ! आप सहसा 
नींद त्यागकर खड़े क्यों हो गये ?' 


श्रीभगवान्‌ बोले-देवि! काशौपुरीमेँ 


भागीरथीके तटपर बुद्धिमान्‌ ब्राह्मण भावशर्मा मेरे 
भक्तिरससे परिपूर्ण होकर अत्यन्त कठोर तपस्या कर रहा 


है। वह अपनी इन्द्रियॉंको वामे करके गीताके आठवें 
अध्यायके आधे इलोकका जप करता है। मैं उसकी 
तपस्यासे बहुत सन्तुष्ट हूँ। बहुत देरसे उसकी तपस्पाके 
अनुरूप फलका विचार कर रहा था । प्रिये ! इस समय 
बह फल देनेको मैं उत्कण्ठित हूँ। 

पार्वतीजीने पूछा--भगबन्‌ ! श्रीहरि सदा प्रसन्न 
होनेपर भी जिसके लिये चिन्तित हो उठे थे, उस 
भगवद्धक्त भावशर्मनि कौन-सा फल प्राप्त किया? 

श्रीमहादेवजी बोले--देवि ! द्विजश्रेष्ठ भावशर्मा 
प्रसन्न हुए भगवान्‌ विष्णुके प्रसादको पाकर आत्यन्तिक 
सुख (मोक्ष) को प्राप्त हुआ तथा उसके अन्य वंशज भी, 
जो नरक-यातनामें पड़े थे, उसोके शुभकर्मसे भगवद्धामको 
प्राप्त हुए। पार्वती ! यह आठवें अध्यायका माहात्य 
थोड़ेमें ही तुम्हें बताया है। इसपर सदा विचार करते 
रहना चाहिये। 


"न्न 


“२८ 


* अर्चयस्व हवीकेस यदीच्छसि परे पदम्‌ » 


क त न त त न त क 


[ संक्षिप्त प्रदापुराण 


श्रीमद्धणवद्धीताके नर्वे और दसवें अध्यायोंका माहात्म्य 


'महादेकजी कहते हैं--पार्वती ! अब मैं आदर- 


पूर्वक नवम अध्यायके माहात्म्यका वर्णन करूँगा, तुम 
स्थिर होकर सुनो । नर्मदाके तटपर माहिष्मती नामकी एक 
नगरी है। वहाँ माधन नामके एक ब्राह्मण रहते थे, जो 
वेद-नेदाङ्गोकि तत्त्वज्ञ और समय-समयपर आनेवाले 
अतिथियोंके प्रेमी थे। उन्होंने विद्याके द्वारा बहुत धन 
'कमाकर एक महान्‌ यज्ञका अनुष्ठान आरम्भ किया। उस 
यज्ञमें बलि देनेके लिये एक बकरा मैंगाया गया । जब 
उसके शरीरकी पूजा हो गयी, तब सबको आशर्यमें 
डालते हुए उस बकरेने हँसकर उच्च स्वरसे कहा-- 
“ब्रह्मन्‌ ! इन बहुत-से यशेंद्वारा क्या लाभ है। इनका 
फल तो नष्ट हो जानेवाला है तथा ये जन्म, जरा और 
मृत्युके भी कारण हैं। यह सब करनेपर भी मेरी जो 
वर्तमान दशा है, इसे देख लो।' बकरेके इस अत्यन्त 
कौतूहलजनक वचनको सुनकर यज्ञमण्डपमें रहनेवाले 
सभी लोग बहुत ही बिस्मित हुए। तब वे यजमान 
ब्राह्मण हाथ जोड़ अपलक नेत्रोंसे देखते हुए बकरेको 


प्रणाम करके श्रद्धा और आदरके साथ पूछने लगे । 


आहायण खोछे--आप किस जातिके थे? 
आपका स्वभाव और आचरण कैसा था? तथा किस 
कर्मसे आपको नकरेकी योनि प्राप्त हुई ? यह सब 


मुझे नताइये। 


बकरा ओल्ठा--अह्मनू ! मैं पूर्वजन्ममें ब्राह्मणोंके 
अत्यन्त निर्मल कुलमें उत्पन्न हुआ था। समस्त यज्ञॉका 
अनुष्ठान करनेबाळा और वेद-विद्यामें प्रवीण था । एक 
दिन मेरी स्त्रीने भगवती दुर्गाकी भक्तिसे विनम्न होकर 
अपने नालकके रोगकी झान्तिके लिये बलि देनेके 
निमित्त मुझसे एक अकरा माँगा। तत्पश्चात्‌ जन 
चण्डिकाके मन्दिरमें बह बकरा मारा जाने लगा, उस 
समय उसकी माताने मुझे शाप दिया--'ओ न्राह्मणोमें 
नीच, पापी! तू मेरे बच्चेका वध करना चाहता है; 
इसलिये तू भी बकरेकी योनिमें जन्म लेगा।' द्विजश्रेष्ठ ! 
मृत्युको आप्त होकर मैं नकरा हुआ। यद्यपि 


तब कालवश 


मैं पशु-योनिमें पड़ा हूँ, तो भी मुझे अपने पूर्वजन्मोंका 
स्मरण बना हुआ है। ब्रह्मन्‌! यदि आपको सुननेकी 
उत्कण्ठा हो, तो मैं एक और भी आश्चर्यकी बात बताता 
हूँ। कुरुक्षेत्र नामका एक नगर है, जो मोक्ष प्रदान 
करनेवाला है । वहाँ चन्द्रशर्मा नामक एक सूर्यवंशी राजा 
राज्य करते थे। एक समयं जब कि सूर्यग्रहण लगा था, 
राजाने बड़ी श्रद्धाके साथ कालपुरुषका दान करमेकी 
तैयारी की । उन्होंने वेद-वेदाङ्गोंके पारगामी एक विद्वान्‌ 
ब्राह्मणको बुलवाया और पुरोहितके साथ वे तीर्थके 
पावन जलसे स्नान करनेको चले । तीर्थके पास पहुँचकर 
राजाने स्नान किया और दो वस्त्र धारण किये। फिर 
पवित्र एवं असन्नचित्त होकर उन्होंने श्वेत चन्दन लगाया 
और बगलमें खड़े हुए पुरोहितका हाथ पकड़कर 
तत्कालोचित मनुष्योंसे घिरे हुए अपने स्थानपर लौट 
आये। आनेपर राजाने यथोचित विधिसे भक्तिपूर्वक 
ब्राह्मणको कालपुरुषका दान किया । 

तब कालपुरुषका हृदय चीरकर उसमेंसे एक 
पापात्मा चाण्डाल प्रकट हुआ | फिर थोड़ी देरके बाद 
निन्दा भी चाण्डालीका रूप धारण करके कालपुरुषके 
शरीरसे निकली और ब्राह्मणके पास आ गयी। इस 
प्रकार चाप्डालोकी वह जोड़ी आँखें लाल किये निकली 
और ब्राह्मणके शरीरमें हठात्‌ प्रवेश करने लगी । ब्राह्मण 
'मन-ही-मन गीताके नवम अध्यायका जप करते थे और 
राजा चुपचाप यह सब कौतुक देखने लगे । ब्राह्मणके 
अन्तःकरणमें भगवान्‌ गोविन्द शयन करते थे। वे 
उन्हींका ध्यान करने लगे । ब्राह्मणने [जब गीताके ननम 
अध्यायका जप करते हुए] अपने आश्रयभूत भगवानका 
ध्यान किया, उस समय गीताके अक्षरॉसे प्रकट हुए 
विष्णुदूतोंद्रार पीड़ित होकर वे दोनों चाण्डाल भाग चले । 
उनका उद्योग निष्फल हो गया । इस प्रकार इस घटनाको 
अत्यक्ष देखकर राजाके नेत्र आश्चर्यसे चकित हो उठे। 
उन्होंने ब्राह्मणसे पूछा--'विप्रवर ! इस महाभयङ्कर 
आपत्तिको आपने कैसे पार किया ? आप किस मन्त्रका 


उत्तरखण्ड ] » श्रीपद्धगवद्भीताके रवे और दसवें अध्यायोंका माहात््य « ८२९ * 


&१५७७५०७७७७७७०७७७०४४७७४५४५४४ 99५» ७१३४७३७७७७ ७७७७७३७ 8*»*४»»*» ४ ४५४४४ #5*# 88४ ७७०७-७७-७० तीक मेती डीड 


जप तथा किस देवताका स्मरण कर रहे थे ? वह पुरुष ज़ो, खर्गरूपी दुर्गमें जानेके लिये सुन्दर सोपान और 
तथा वह स्त्री कौन थी ? वे दोनों कैसे उपस्थित हुए? प्रभावकी चरम सोमा है। काशीपुरीमें धीरबुद्धि नाभसे 
फिर वे शान्त कैसे हो गये ? यह सब मुझे बतलाइये।' विख्यात एक ब्राह्मण था, जो मुझमें नन्दीके समान भक्ति 
त र अर YG तु, रखता था। वह पावन कीर्तिके अर्जनमें तत्पर रहनेवाला, 
ज शान्तचित्त और हिंसा, कठोरता एवं दुःसाहससे दूर 
420 रहनेवाला था। जितेन्द्रिय होनेके कारण वह निवृत्तिमार्गमें 
ही स्थित रहता था। उसने वेदरूपी समुद्रका पार पा 
लिया था। वह सम्पूर्ण शास्त्रोंके तात्पर्यका ज्ञाता था। 
“| उसका चित्त सदा मेरे ध्यानमें संलग्न रहता था | बह 
मनको अन्तरात्मामें लगाकर सदा आपतत्वका 
| साक्षात्कार किया करता था; अतः जब वह चलने लगता 
तो मै प्रेमषश उसके पीछे दौड़-दौड़कर उसे हाथका 
सहारा देता रहता था। 


DONC 2 


ब्राह्मणने कहा--राजन्‌! चाण्डालका रूप 
धारण करके भयङ्कर पाप ही प्रकट हुआ था तथा वह 
स्त्री निन्दाकी साक्षात्‌ मूर्ति थी । मैं इन दोनॉको ऐसा ही 
समझता हूँ। उस समय मैं गीताके नवें अध्यायके 
मन्त्रोकी माला जपता था। उसीका माहाल्य है कि सारा 
सङ्कट दूर हो गया। महीपते ! मैं नित्य ही गीताके नवम 
अध्यायका जप करता हूँ। उसीके प्रभावसे प्रतिग्रहजनित 


आपत्तियोंके पार हो सका हूँ। 

यह सुनकर राजाने उसी ग्राह्मणसे गीताके नवम द = र 3, 
अध्यायका अभ्यास किया, फिर वे दोनों ही परमशान्ति टि बट छ 
(मोक्ष) को प्राप्त हो गये। यह देख पार्षद भृज्जिरिटिने पूछा-- 


(यह कथा सुनकर ब्राह्मणने बकरेको बन्धनसे भगवन्‌ ! इस प्रकार भला, किसने आपका दर्शन किया 
मुक्त कर दिया और गीताके अभ्याससे परमगतिको होगा! इस महात्माने कौन-सा तप, होम अथवा जप 
प्राप्त किया |] किया है कि स्वये आप ही पद-पदपर इसे हाथका सहारा 

भगवान्‌ शिव कहते हैं--सुन्दरि ! अन तुम देते चलते हैं ? 
ददाम अध्यायके माहात्यकी परम पावन कथा सुनो, भृङ्गिरिटिका यह प्रश्न सुनकर मैंने इस प्रकार उत्तर 


८३० 


देना आरम्भ किया! एक समयकी बात है, कैलास- 
पर्वतके पार्श्रभावमें पुत्राग वनके भीतर चन्द्रमाकी 
अमृतमयी किरणोंसे धुली हुई भूमिमें एक वेदीका 
आश्रय लेकर मैं बैठा हुआ था। मेरे बैठनेके क्षणभर 
बाद ही सहसा बड़े जोरकी आँधी उठी, वहाँके वृक्षोंकी 
काखाएँ नीचे-ऊपर होकर आपसमें टकराने लगी, 
कितनी ही टहनियाँ टूट-टूटकर बिखर गर्यी। पर्वतकी 
$ छाया भी हिलने लगी । इसके बाद वहाँ महान्‌ 
भयङ्कर शब्द हुआ। जिससे पर्वतकी कन्दराएँ 
अतिध्वनित हो उठीं। तदनन्तर आकाशसे कोई विशाल 
पक्षी उतरा, जिसकी कान्ति काले मेघके समान थी । वह 
'कज्जलकी राशि, अन्धकारके समूह अथवा पंख कटे हुए 
काले पर्वत-सा जान पड़ता था। पैरोंसे पृथ्वीका सहारा 
लेकर उस पक्षीने मुझे प्रणाम किया और एक सुन्दर 
नवीन कमल मेरै चरणोंमें रखकर स्पष्ट वाणीमें स्तुति 
करनी आरम्भ की। 
पक्षी जोला--देव ! आपकी जय हो। आप 
चिदानन्दमयी सुधाके सागर तथा जगतके पालक हैं। 
सदा सद्धावनासे युक्त एवं अनासक्तिकी लहरोंसे 
उल्लसित हैं। आपके वैभवका कहीं अन्त नहीं है। 
आपकी जय हो। अद्वैतवासनासे परिपूर्ण बुद्धिके द्वारा 
आप त्रिविध मलोंसे रहित हैं। आप जितेन्द्रिय भक्तेकि 
अधीन रहते हैं तथा ध्यानमें आपके स्वरूपका 
साक्षात्कार होता है। आप अविद्यामय उपाधिसे रहित, 
नित्यमुक्त, निराकार, निरामय, असीम, अहङ्कारशून्य, 
आवरणरहित और निर्गुण हैं। आपके चरणकमल 
शरणागत भक्तोंकी रक्षा करनेमें प्रवीण हैं । अपने भयङ्कर 
ललाटरूपी महासर्पकी विष-ज्वालासे आपने कामदेवको 
भस्म किया ठै। आपकी जय हो। आप प्रत्यक्ष आदि 
अमाणोंसे दूर होते हुए भी प्रामाण्यस्वरूप हैं । आपको 
आरम्बार नमस्कार है । चैतन्यके स्वामी तथा त्रिभुवनरूप- 
धारी आपको प्रणाम है । मैं श्रेष्ठ योगियोंद्वारा चुम्बित 
आपके उन चरण-कमलोकी बन्दना करता हूँ, जो अपार 
भव-पापके समुद्रसे पार उतारनेमें अद्धुत शक्तिशाली हैं। 
महादेव ! साक्षात्‌ बृहस्पति भी आपकी स्तुति करनेकी 


० अर्चयस्व इचोकेशं यदीच्छसि परे पदम्‌ + 


संक्षिप्त पद्मपुराण 


धृष्टता नहीं कर सकते । सहस्त्र मुखोंबाले नागराज शेषमें 
भी इतनी चातुरी नहीं है कि वे आपके गुणोंका वर्णन कर 
सकें ! फिर मेरे-जैसे छोटी बुद्धिवाले पक्षीकी तो बिसात 
ही कया है। 

उस पक्षीके द्वारा किये हुए इस स्तोत्रको सुनकर मैंने 
उससे पूछा--'विहङ्गम ! तुम कौन हो और कहाँसे 
आये हो ? तुम्हारी आकृति तो हंस-जैसी है, मगर रंग 
कौएका मिला है । तुम जिस प्रयोजनको लेकर यहाँ आये 
हो, उसे बताओ ।' 

पक्षी बोला--देवेश ! मुझे ब्रह्माजीका हस 
जानिये । धूर्जटे ! जिस कर्मसे मेरे शरीरमें इस समय 
कालिमा आ गयी है, उसे सुमिये । प्रभो ! यद्यपि आप 
सर्वज्ञ हैं [अतः आपसे कोई भी बात छिपी नहीं है] 
तथापि यदि आप पूछते हैं तो बतलाता हूँ। सौराष्ट्र 
(सूरत) नगरके पास एक सुन्दर सरोवर है, जिसमें 
कमल लहलहाते रहते थे। उसीमेंसे नाळचन्द्रमाके 
दुकड़े-जसे श्वेत मृणालेकि आरास लेकर मैं बड़ी तीर 
गतिसे आकाझमें उड़ रहा था। उड़ते-उड़ते सहसा 
नहाँसे पृथ्वीपर गिर पड़ा । जन होझमें आया और अपने 
गिरनेका कोई कारण न देख सका तो मन-ही-भन सोचने 
लगा--'अहो ! यह मुझपर क्या आ पड़ा ? आज मेरा 
पतन कैसे हो गया ? पके हुए कपूरके समान मेरे श्वेत 
शरीरमें यह कालिमा कैसे आ गयी ?' इस प्रकार 
विस्मित होकर मैं अभी वियार ही कर रहा था कि उस 
पोखरेके कमलोंमेंसे मुझे ऐसी वाणी सुनायी दी-- 
“हंस ! उठो, मैं तुम्हारे गिरने और काले होनेका कारण 
बताती हूँ।' तब मैं उठकर सरोवरके बीचमें गया और 
वहाँ पाँच कमलोंसे युक्त एक सुन्दर कमलिनीको देखा । 
उसको प्रणाम करके मैंने प्रदक्षिणा की और अपने 
'पतनका सारा कारण पूछा! 

कमरिनी बोरी--कलहंस |! तुम आकाश- 
मार्गसे मुझे लाँधकर गये हो, उसी पातकके परिणामवश 
तुम्हें पृथ्वीपर गिरना पड़ा है तथा उसीके कारण तुम्हारे 
आरीरमें कालिमा दिखायी देती है । तुम्हें गिरा देख मेरे 
इदयमें दया भर आयी और जब मैं इस मध्यम कमलके 


द्वारा बोलने लगी हूँ, उस समय मेरे मुखसे निकली हुई 
सुगन्धको सूँघकर साठ हजार भैवरे स्वर्गलोकको प्राप्त हो 
गये हैं। पक्षिराज ! जिस कारण मुझमें इतना वैभव-- 
ऐसा प्रभाव आया है, उसे बतलाती हूँ; सुनो! इस 
जम्मसे पहले तीसरे जन्ममें मैं इस पृथ्वीपर एक 
आह्मणकी कन्याके रूपमें उत्पन्न हुई थी। उस समय मेरा 
नाम सरोजवदना था । मैं गुरुजनोंकी सेवा करती हुई सदा 
एकमात्र पातित्रत्यके पालनमें तत्पर रहती थी। एक 
दिनकी बात है, मैं एक मैनाको पढ़ा रही थी। इससे 
पतिसेवामें कुछ विलम्ब हो गया। इससे पतिदेवता 
कुपित हो गये और उन्होंने शाप दिया--'पापिनी ! तू 
मैना हो जा ।' मरनेके बाद यद्यपि मैं मैना ही हुई, तथापि 
पातिन्नत्यके प्रसादसे मुनियोंके ही घरमें मुझे आश्रय 
मिला। किसी मुनिकन्याने मेरा पालन-पोषण किया | मैं 
जिनके घरमें थी, वे ब्राह्मण प्रतिदिन प्रातःकाल 
विभूतियोग नामसे प्रसिद्ध गीताके दसवें अध्यायका पाठ 
करते थे और मैं उस पापहारी अध्यायको सुना करती 
थी। विहङ्गम ! काल आनेपर मैं मैनाका शरीर छोड़कर 


क रा 


मेरा नाम पद्मावती हुआ और मैं पद्माकी प्यारी सखी हो 
गयी । एक दिन मैं विमानसे आकारमें विचर रही थी। 
डस समय सुन्दर कमलोंसे सुशोभित इस रमणीय 
सरोवरपर मेरी दृष्टि पड़ी और इसमें उतरकर ज्यों ही मैंने 
जलक्रीडा आरम्भ की, त्यों ही दुर्वासा मुनि आ धमके । 
उन्होंने वस्त्रहीन अवस्थामें मुझे देख लिया । उनके भयसे 
मैने स्वयं ही यह कमलिनीका रूप घारण कर लिया। मेरे 
दोनों पैर दो कमल हुए। दोनों हाथ भी दो कमल हो गये 
और शेष अङ्गोंके साथ मेरा मुख भी एक कमल हुआ । 
इस प्रकार मै पाँच कमळॉसे युक्त हुई । मुनिवर दुर्वासाने 
मुझे देखा। उनके नेत्र क्रोधामिसे जल रहे थे। वे 
खोले--'पापिनी ! तू इसी रूपमें सौ वर्षोतक पड़ी रह ।' 
यह झाप देकर वे क्षणभरमें अन्तर्धान हो गये । कमलिनी 
होनेपर भी विभूति-योगाध्यायके माहात्यसे मेरी नाणी 
लुप्त नहीं हुई है। मुझे लाँचनेमात्रके अपराधसे तुम 
पृथ्वीपर गिरे हो । पक्षिराज ! यहाँ खड़े हुए तुम्हारे सामने 
ही आज मेरे शापकी निवृत्ति हो रही है, क्योकि आज सौ 
वर्ष पूरे हो गये। मेरे द्वारा गाये जाते हुए उस उत्तम 
अध्यायको तुम भी सुन लो । उसके श्रनणमात्रसे तुम भी 
आज ही मुक्त हो जाओगे। 

यों कहकर पद्िनीने स्पष्ट एवं सुन्दर वाणीमे दसवें 
अध्यायका पाठ किया और वह मुक्त हो गयी। उसे 
सुननेके बाद उसीके दिये हुए इंस उत्तम कमलको ल्त्रकर 


i मैने आपको अर्पण किया है। 


इतनी कथा सुनाकर उस पक्षीने अपना शरीर त्याग 
दिया। यह एक अद्भुत-सी घटना हुई । वही पक्षी अब 
दसवें अध्यायके प्रभावसे ब्राह्मणकुलमें उत्पन्न हुआ है । 
अन्मसे ही अभ्यास होनेके कारण शौदावावस्थासे हो 
इसके मुखसे सदा गीताके दसवें अध्यायका उच्चारण 
हुआ करता है। दसवें अध्यायके अर्थ-चिन्तनका यह 
परिणाम हुआ है कि यह सब भूतोंमें स्थित दङ्क- 
चक्रघारी भगवान्‌ विष्णुका सदा ही दर्शन करता रहता 
है। इसकी स्नेहपूर्ण दृष्टि जब कभी किसी देहधारीके 
झरीरपर पड़ जाती है, तो वह चाहे शराबी और 
ज्रह्महत्यारा ही क्‍यों न हो, मुक्त हो जाता है। तथा 


८३२ 


पूर्वजन्ममें अभ्यास किये हुए दसवें अध्यायके माहाल्यसे 
इसको दुर्लभ तत्त्वज्ञान प्राप्त है तथा इसने जीवन्मुक्ति भी 
पा ली है। अतः जब यह रास्ता चलने लगता है तो मैं 
इसे हाथका सहारा दिये रहता हुँ। भूज्ञिरिटे ! यह सब 
दसवें अध्यायकी ही महामहिमा है । 


दै&ड28%%53:55 &0%0*४७४५०५५५४५७७७४५५५५५४3:*5:5*56***+*»&»&» ९५५५» ४9 +*» ४४ #:# कीक ७ ७७ +++++ ४१४४० +५७:५*७४७*४ ३६, 


० अर्चयस्व इवीकेसे यदीच्छसि परं पदम्‌ « 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


४8859 3 कळक कडकड कडक + हज हक है केक 68% 5 *3# ६, 


पार्वती ! इस प्रकार मैंने भृङ्गिरिटिके सामने जो 
पापनाशक कथा कही थी, वही यहाँ तुमसे भी कही है। 
नर हो या नारी, अथवा कोई भी क्यों न हो, इस दसवें 
अध्यायके श्रवणमात्रसे उसे सब आश्रमोके पालनका 
फल प्राप्त होता है। 


अत और ना 


श्रीमद्धगवद्धीताके ग्यारहवें अध्यायका माहात्म्य 


श्रीमहादेबजी कहते हैं--प्रिये ! गोताके वर्णनसे 

सम्बन्ध रखनेवाली कथा एवं विश्वरूप अध्यायके पावन 
माहात्म्यको श्रवण करो । विज्ञाल नेत्रोंवाली पार्वती ! इस 
अध्यायके माहात्म्यका पूरा-पूरा वर्णन नहीं किया जा 
सकता | इसके सम्बन्धमें सहख्ों कथाएँ हैं । उनमेंसे एक 
यहाँ कही जाती है । प्रणीता नदीके तटपर मेघङ्कर नामसे 
विख्यात एक बहुत बड़ा नगर है। उसके आकार और 
गोपुर बहुत ऊँचे हैं। वहाँ बड़ी-बड़ी विक्रमशालाएँ हैं, 
जिनमें सोनेके खंभे शोभा दे रहे हैं। उस नगरमें श्रीमान्‌, 
सुखी, शान्त, सदाचारी तथा जितेन्द्रिय मनुष्योंका निवास 
है। यहाँ हाथमें शार्ई-नामक धनुष धारण करनेवाले 
जगदीश्वर भगवान्‌ विष्णु विराजमान हैं। वे परनह्मके 
साकार स्वरूप हैं। संसारके नेत्रोंको जीवन प्रदान 
करनेवाले हैं। उनका गौरबपूर्ण श्रीविप्रह भगवती 
लक्ष्मीके नेत्र-कमलोंद्वार पूजित होता है। भगवानकी 
बह झाँकी वामन-अवतारकी है। मेघके समान उनका 
ङ्यामवर्ण तथा कोमल आकृति है। वक्षःस्थलपर 
श्रीवत्सका चिह्न शोभा पाता है। बे कमल और 
बनमालासे विभूषित हैं। अनेक प्रकारके आभूषणोंसे 
सुशोभित हो भगवान्‌ वामन रलयुक्त समुद्रके सदु जान 
पड़ते हैं। पीताम्बरसे उनके श्याम विंग्रहकी कान्ति ऐसी 
अतीत होती है, मानो चमकती हुई बिजलीसे घिरा हुआ 
स्तिग्ध मेघ शोभा पा रहा हो। उन भगवान्‌ वामनका 
दर्शन करके जीव जन्म एवं संसारके नन्धनसे मुक्त हो 
जाता है। उस नगरमे मेखला नामक महान्‌ तीर्थ है, 
जिसमें ज्ञान करके मनुष्य शाश्वत वैकुण्ठधामको प्राप्त 


नृसिंहका दर्शन करनेसे मनुष्य सात जन्मोकि किये हुए 
घोर पापसे छुटकारा पा जाता है। जो मनुष्य मेखलामें 
गणेशजीका दर्शन करता है, वह सदा दुस्तर विघ्रॉके भी 
पार हो जाता है। 

उसी मेघङ्कर नगरमें कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, जो 
ब्रह्मचर्यपरायण, ममता और आहङ्कारसे रहित, वेद- 
झाख्ोमें प्रवीण, जितेन्द्रिय तथा भगवान्‌ वासुदेवके 
शरणागत थे। उनका नाम सुनन्द था। प्रिये! वे 
आर्ग्गघनुष धारण करनेवाले भगवानके पास गीताके 
ग्यारहवें अध्याय--विश्वरूपदर्शनयोगका पाठ किया 
करते थे। उस अध्यायके प्रभावसे उन्हें ब्रह्मज्ञानकी प्राप्ति 
हो गयी थी। परमानन्द-सन्दोहसे पूर्ण उत्तम ज्ञानमयी 
समाधिके द्वारा इन्द्रियॉके अन्तर्मुख हो जानेके कारण वे 
निश्चल स्थितिको प्राप्त हो गये थे और सदा जीवन्मुक्त 
'योगीकी स्थितिमें रहते थे । एक समय जब बृहस्पति सिंह 
राशिपर स्थित थे, महायोगी सुनन्दने गोदानरीतीर्थकी 
यात्रा आरम्भ की। वे क्रमशः विरजतीर्थ, तारा तीर्थ, 
कपिलासंगम, अष्टतीर्थ, कपिलाद्वार, नृसिंहवन, 
अम्बिकापुरी तथा करस्थानपुर आदि क्षेत्रोमे जान और 
दर्शन करते हुए विवाहमण्डप नामक नगरमें आये । वहाँ 
उन्होंने प्रत्येक घरमें जाकर अपने ठहरनेके लिये स्थान 
माँगा, परन्तु कहीं भी उन्हें स्थान नहीं मिला । अन्तमें 
गाँवके मुखियाने उन्हें एक बहुत बड़ी धर्मशाला दिखा 
दी। आहाणने साथियॉसहित उसके भीतर जाकर रातमें 
निवास किया! सबेरा होनेपर उन्होंने अपनेको तो 
धर्मशालाके बाहर पाया, किन्तु उनके और साथी नहीं 


होता है। वहाँ जगतूके स्वामी करुणासागर भगवान्‌ दिखायी दिये। वे उन्हें खोजनेके लिये चले, इतनेमें ही 


उत्तरखण्ड ] 


= भ्रीमरुगवदीताके म्यारहवें अध्यायका माहात्म्य « 


Et] 


रामपाल (मुखिये) से उनकी भेंट हो गयी । ्रामपालने 
कहा--'मुनिश्रेष्ठ ! तुम सब प्रकारसे दीर्घायु जान पड़ते 
हो। सौभाग्यशाली तथा पुण्यवान्‌ पुरुषोमें तुम सबसे 
पवित्र हो । तुम्हारे भीतर कोई लोकोत्तर प्रभाव चिद्यमान 
है। तुम्हारे साथी कहाँ गये? और कैसे इस भवनसे 
बाहर हुए? इसका पता लगाओ। मैं तुम्हारे सामने 
इतना ही कहता हूँ कि तुम्हारे-जैसा तपस्वी मुझे दूसरा 
कोई नहीं दिखायी देता। विप्रवर! तुम्हें किस 
महामन्त्रका ज्ञान है? किस विद्याका आश्रय लेते हो 
तथा किस देवताकी दयासे तुममें अलौकिक शक्ति आ 
गयी है? भगवन्‌! कृपा करके इस गाँवमें रहो ! मैं 
तुम्हारी सब सेवा-शुश्रूवा करूँगा ।' 
यों कहकर आमपालने मुनीश्वर सुनन्दको अपने 
गाँधमें ठहरा लिया । बह दिन-रात खड़ी भक्तिसे उनकी 
सेवा-टहरू करने लगा | जब सात-आठ दिन बीत गये, 
तब एक दिन प्रातःकाल आकर वह बहुत दुःखी हो 
महात्माके सामने रोने लगा और बोला--'हाय ! आज 
रातमें राक्षसने मुझ भाग्यहीनके बेटेको चबा लिया है। 
मेरा पुत्र बड़ा ही गुणवान्‌ और भक्तिमान्‌ था।' 
आमपार्के इस प्रकार कहनेपर योगी सुनन्दने 
पूछा--'कहाँ है वह राक्षस ? और किस प्रकार उसने 
तुम्हारे पुत्रका भक्षण किया है ?' 
आमपाल बोला--ब्रह्मन्‌ ! इस नगरमें एक बड़ा 
भयङ्कर नरभक्षी राक्षस रहता है। वह प्रतिदिन आकर 
इस नगरके मनुष्योंको खा लिया करता था। तब एक 
दिन समस्त नगरवासियोंने मिलकर उससे प्रार्थना की-- 
“यक्षस ! तुम हम सब लोगोंकी रक्षा करो। हम तुम्हारे 
लिये भोजनकी व्यवस्था किये देते हैं। यहाँ बाहरके जो 
पथिक रातमें आकर नींद लेने लगें, उनको खा जाना ।' 
इस प्रकार नागरिक मनुष्येनि गाँवके (मुझ) मुखिया- 
द्वारा इस धर्मशालामें भेजे हुए पथिकोंको ही राक्षसका 
आहार निश्चित किया। अपने प्राणोंकी रक्षाके लिये ही 
उन्हें ऐसा करना पड़ा । तुम भी अन्य राहगीरोंके साथ इस 
घरमें आकर सोये थे; किन्तु राक्षसने उन सबोंको तो खा 
लिया, केवल तुम्हें छोड़ दिया है। द्विजोत्तम ! तुममें ऐसा 


क्या प्रभाव है, इस बातको तुम्हीं जानते हो इस समय 
मेरे पुत्रका एक मित्र आया था, किन्तु मै उसे पहचान न 
सका। वह मेरे पुत्रको बहुत ही प्रिय था; किन्तु अन्य 
राहगीरोकि साथ उसे भी मैंने उसी घर्मशालामें भेज 
दिया । मेरे पुत्रने जब सुना कि मेण मित्र भी उसमें प्रवेश 
कर गया है, तब वह उसे बहाँसे ले आनेके लिये गया। 
परन्तु राक्षसने उसे भी खा लिया। आज सबेरे मैंने बहुत 
दुःखी होकर उस पिशाचसे पूछा--'ओ दुष्टात्मन्‌ ! तूने 
रातमें मेरै पुत्रको भी खा लिया। तुम्हारे पेटमें पड़ा हुआ 
मेरा पुत्र जिससे जीवित हो सके, ऐसा कोई उपाय यदि 
हो तो बता।' 

राक्षसने कहा---प्रामपाल ! घर्मशालाके भीतर 
घुसे हुए तुम्हारे पुत्रको न जाननेके कारण मैंने भक्षण किया 
है। अन्य पथिकोंके साथ तुम्हारा पुत्र भी अनजानमें ही 
मेरा आस बन गया है। बह मेरे उदरमें जिस प्रकार जीवित 
और रक्षित रह सकता है, बह उपाय स्वयं विधाताने ही 
कर दिया है । जो ब्राह्मण सदा गीताके ग्यारहयें अध्यायका 
पाठ करता हो, उसके प्रभावसे मेरी मुक्ति होगी और मरे. 
हुओंको पुनः जीवन प्राप्त होगा । यहाँ कोई ब्राह्मण रहते हैं, 
जिनको मैंने एक दिन घर्मशालेसे बाहर कर दिया था। वे 
निरन्तर गीताके ग्यारहवें अध्यायका जप किया करते हैं। 
इस अध्यायके मन्त्रसे सात बार अभिमन्त्रित करके यदि 
खे मेरे ऊपर जरूका छींटा दें तो निस्सन्देह मेरा शापसे 
उद्धार हो जायगा। 

इस प्रकार उस राक्षसका सन्देश पाकर मैं तुम्हारे 
निकट आया हूँ। 

आहाणने पूछा--आमपाल ! जो रातमें सोये 
हुए मनुष्योंको खाता है, वह प्राणी किस पापसे राक्षस 
हुआ है ? 

आमपाल बोल्त्र-ब्रहमन्‌! पहले इस गाँवमें 
कोई किसान आह्यण रहता था । एक दिन वह अगहनीके 
खेतकी क्यारियोकी रक्षा करनेमें लगा था । वहाँसे थोड़ी 
ही दूरपर एक बहुत बड़ा गिद्ध किसी राहीको मारकर खा 
रहा था। उसी समय एक तपस्वी कहींसे आ निकले, जो 
उस राहीको बचानेके लिये दूरसे ही दया दिखाते आ रहे 


000 ० अर्चयस्व हंचीकेशं 


यदीच्छसि परे पदम्‌ = [ संक्षिप्त पद्मपुराण 


८१४४४४४७७३ ७०५ ५७६६७७६७७४ ७४७ ७७५७७७७७७७ ७७७७७७७५४५ ७७ ७७७ ७७.७७७७०१७ ७७७३७७ ७७७७७७७७ 


थे। गिद्ध उस राहीको खाकर आकारामें उड़ गया । तब 
'तपस्वीने कुपित होकर उस किसानसे कहा---'ओ दुष्ट 
'हलवाहे ! तुझे धिक्कार है । तू बड़ा ही कठोर और निर्दयी 
है। दूसरेकी रक्षासे मुंह मोड़कर केवल पेट पालनेके 
धंघेमें लगा है । तेरा जीवन नष्टप्राय है। अरे ! जो चोर, 
दाढ़वाले जीन, सर्प, शत्रु, अग्नि, विष, जल, गीध, 
राक्षस, भूत तथा बेताल आदिके द्वारा घायल हुए 
मनुष्यॉकी शक्ति होते हुए भी उपेक्षा करता है, बह उनके 
बधका फल पाता है। जो शक्तिशाली होकर भी चोर 
चंगुलमें फँसे हुए ब्राह्मणको छुड़ानेकी चेष्टा नहीँ 

करता, वह घोर नरकमें पड़ता और पुनः भेड़ियेकी योनिमें 
जन्म लेता है। जो वनमें मारे जाते हुए तथा गृध और 
व्याम्नकी दृष्टिमें पड़े हुए जीवकी रक्षाके लिये 'छोड़ो, 
छोड़ो' की पुकार करता है, बह परम गतिको ग्राप्त होता 
है। जो मनुष्य गौओंकी रक्षाके लिये व्याघ, भील तथा 
दुष्ट राजाओंके हाथसे मारे जाते हैं, वे भगवान्‌ विष्णुके 
उस परमपदको पाते हैं जो योगियोके लिये भी दुर्लभ है। 
सहस्र अश्वमेध और सै वाजपेय यज्ञ मिलकर रारणागत- 
रक्षाकी सोलहवीं कलाके बराबर भी नहीं हो सकते । दीन 
तथा भयभीत जीवको उपेक्षा करनेसे पुण्यवान्‌ पुरुष भी 
समय आनेपर कुम्भीपाक नामक नरकमें पकाया जाता 
है ।* तूने दुष्ट गिद्धके द्वार खाये जाते हुए राहीको देखकर 
उसे बचानेमें समर्थ होते हुए भी जो उसकी रक्षा नहीं की, 
इससे तू निर्दयी जान पड़ता है; अतः तू राक्षस हो जा ?' 
हलवाहा बोला--महात्मन्‌ ! मैं यहाँ उपस्थित 
अवश्य था, किन्तु मेरे नेत्र बहुत देरसे खेतकी रक्षामें 


लगे थे, अतः पास होनेपर भी गिद्धके द्वारा मारे जाते हुए ।: 


“इस मनुष्यको मैं नहीं जान सका । अतः मुझ दीनपर 
आपको अनुग्रह करना चाहिये। 
तपस्वी ब्राहाणने कहा--जो प्रतिदिन गीताके 


म्यारहवें अध्यायका जप करता है, उस मनुष्यके द्वारा 
अभिमन्त्रित जल जब तुम्हारे मस्तकपर पड़ेगा, उस 
समय तुम्हें झापसे छुटकारा मिल जासभा । 

यह कहकर तपस्वी ब्राह्मण चले गये और वह 
हलवाहा राक्षस हो गया; अतः द्विजश्रेष्ठ ! तुम चलो और 
ग्यारहवें अध्यायसे तीर्थके जलको अभिमन्त्रित करो | फिर 
अपने ही हाथसे उस राक्षसके मस्तकपर उसे छिड़क दो । 

आमपालकी यह सारी प्रार्थना सुनकर ग्राह्मणका हृदय 
करुणासे भर आया । वे 'बहुत अच्छा' कहकर उसके साथ 
राक्षसके निकट गये। वे ब्राह्मण योगी थे। उन्होंने 
विश्वरूपदर्शन नामक ग्यारहवें अध्यायसे जल अभिमन्त्रित 
करके उस राक्षसके मस्तकपर डाला । गीताके अध्यायके 
प्रभावसे वह शापसे मुक्त हो गया। उसने राक्षस-देहका 
परित्याग करके चतुर्भुज 

क 


न ॥ ) र 


क॑ अश्वमेधसहस्राणि 


बाजपेयशतानि 


चे॥ 


झारणागतसंत्राणकलां नाईन्ति षोडसीम्‌। 
दीनस्योपेक्षणं कृत्वा भीतस्य च शरीरिणः ॥ 
पुण्यवानपि कालेन कुम्भीपके स पच्यते। 


(१८१।८२८४) 


उत्तरखण्ड ] > श्रीमद्धयवक्रीताके बारहर्वे अध्याधका माहात्प्थ « 


244७७५६ ५८५७७७ ७५७७७०७७७७ » ४» ४७४ *» »& ७७७७७७ »*%४#+2% ४ |: डड3:4***%*&:£ *****/ 2: 002७ ४४७४४ 4४ ४9४७9 % बह डी, 


<३५ 


जिन सहस्नों पथिकोंका भक्षण किया था, वे भी शङ्घ, और निरन्तर उसका जप करते रहो । इसमें सन्देह नहीं 
चक्र एवं गदा धारण किये चतुर्भुज रूप हो गये! कि तुम्हारी भी ऐसी ही उत्तम गति होगी। तात! 
तत्पश्चात्‌ वे सभी विमानपर आरूढ़ हुए। इतनेमें ही मनुष्योंके लिये साधु पुरुषोंका सङ्ग सर्वथा दुर्लभ है। 
आमपालने राक्षससे कहा--'निशाचर ! मेरा पुत्र कौन वह भी इस समय तुम्हें प्राप्त है; अतः अपना अभीष्ट 


है? उसे दिखाओ ।' उसके यों कहनेपर दिव्य नुद्धिवाले 
राक्षसने कहा--“ये जो तमालके समान श्याम, चार 
भुजाधारी, माणिक्यमय मुकुटसे सुशोभित तथा दिव्य 
मणियोंके बने हुए कुष्डलॉसे अलङ्कत है, हार पहननेके 
कारण जिनके कंधे मनोहर प्रतीत होते हैं, जो सोनेके 
भुजबंदोंसे विभूषित, कमलके समान नेत्रवाले, स्निग्धरूप 
तथा हाथमें कमल लिये हुए हैं और दिव्य विमानपर 
बैठकर देवत्वको आप्त हो चुके हैं, इन्हींको अपना पुत्र 
समझो ।' यह सुनकर ग्रामपालने उसी रूपमें अपने 
पुत्रको देखा और उसे अपने घर ले जाना चाहा । यह देख 
उसका पुत्र हँस पड़ा और इस प्रकार कहने लगा । 
पुत्र खोला--ग्रामपाल ! कई बार तुम भी मेरे पुत्र 
हो चुके हो । पहले मैं तुम्हारा पुत्र था, किन्तु अब देवता 
हो गया हूँ। इन ब्राह्मण-देवताके प्रसादसे वैकुण्ठधामको 
जाऊँगा । देखो, यह निशाचर भी चतुर्भुज रूपको प्राप्त हो 
गया । ग्यारहवें अध्यायके माहाल्यसे यह सब लोगेकि 
साथ श्रीविष्णुधामको जा रहा है; अतः तुम भी इन 
ब्राह्मणदेवसे गीताके ग्यारहवें अध्यायका अध्ययन करो 


सिद्ध करो! घन, भोग, दान, यज्ञ, तपस्या और 
पूर्ठकमाँसे क्या लेना है। विश्वरूपाध्यायके पाठसे ही 
परम कल्याणकी प्राप्ति हो जाती है। पूर्णानन्दसन्दोह- 
स्वरूप श्रीकृष्ण नामक नरह्मके मुखसे कुरुक्षेत्रमें अपने 
मित्र अर्जुनके प्रति जो अमृतमय उपदेश निकला था, 
जही श्रीविष्णुका परम तात्त्विक रूप है। तुम उसीका 
चिन्तन करो। वह मोक्षके लिये प्रसिद्ध रसायन है! 
संसार-भयसे डरे हुए मनुष्योंकी आधि-व्याधिका 
विनाशक तथा अनेक जन्मके दुःखॉका नाश करनेवाला 
है। मैं उसके सिवा दूसरे किसी साधनको ऐसा नहीं 
देखता, अतः उसीका अभ्यास करो। 

श्रीमहादेवजी कहते हैं--यों कहकर वह सबके 
साथ श्रीविष्णुके परमधामको चला गया । तब ग्रामपालने 
ब्राह्मणके मुखसे उस अध्यायको पढ़ा । फिर बे दोनों ही 
उसके माहात्म्यसे विष्णुधामको चले गये। पार्वती! 
इस प्रकार तुम्हें ग्यारहवें अध्यायकी माहात्म्य-कथा 
सुनायी है। इसके श्रबणमात्रसे महान्‌ पातकोंका नाश 
हो जाता है। 


= जै लाली 


श्रीमद्धणवद्धीताके बारहवें अध्यायका माहात्म्य 


श्रीमहादेवजी कहते हैं- पार्वती ! दक्षिण- 
दिशामें कोल्हापुर नामका एक नगर है, जो सब प्रकारके 
सुखोंका आधार, सिद्ध-महात्माओंका निवासस्थान तथा 
सिद्धि-प्राप्तिका क्षेत्र है। वह पराशक्ति भगवती लक्ष्मीका 
प्रधान पीठ है। सम्पूर्ण देवता उसका सेवन करते हैं। 
वह पुराणप्रसिद्ध तीर्थ भोग एवं मोक्ष प्रदान करनेवाला 
है। वहां करोड़ों तीर्थ और शिवलिङ्ग हैं। रुद्रगया भी 
चहं है। वह विशाल नगर लोगोंमें बहुत विख्यात है। 
एक दिन कोई युवक पुरुष उस नगरमें आया। [वह 
कहाँका राजकुमार था।] उसके शरीरका रंग गोरा, नेत्र 


सुन्दर, औवा शङ्खके समान, कंधे मोटे, छाती चौड़ी तथा 
भुजाएँ बड़ी-बड़ी थीं । नगरमें प्रवेश करके सब ओर 
महलॉकी शोभा निहारता हुआ वह देवेश्वरी महालक्ष्मीके 
दर्शनार्थ उत्कप्ठित हो मणिकण्ड तीर्थमें गया और यहाँ 
“रान करके उसने पितरोंका तर्पण किया । फिर महामाया 
महालक्ष्मीजीको प्रणाम करके भक्तिपूर्वक स्तवन करना 
आरम्भ किया । 

राजकुमार खोल्श--जिसके इदयमें असीम दया 
भरी हुई है, जो समस्त कामनाओंको देली तथा आपने 
कटाक्षमात्रसे सारे जगत्की सृष्टि, पालन और संहार 


८३६ 


* अर्चयस्व हवीकेश यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


&3%4905953059 83 2390++&5४५४५953»+७9»»»४++&&5$»*»25९ ७0 &&+ »»५:5*&०»»५ ४४७७ ५७५४४४#४५४५$४४»9% १५४० ४४४३४४९५ 


[ संक्षिप्त पश्चपुराण 


करती है, उस जगन्माता महालक्ष्मीकी जय हो ! जिस अश्वमेध नामक महान्‌ यज्ञका अनुष्ठान कर रहे थे। वे 


शक्तिके सहारे उसीके आदेशके अनुसार परमेष्ठी ब्रह्म 
सृष्टि करते हैं, भगवान्‌ अच्युत जगतका पालन करते हैं 
तथा भगवान्‌ रुद्र अखिल विश्वका संहार करते हैं, उस 
सृष्टि, पालन और संहारकी शक्तिसे सम्पन्न भगवती 
पराशक्तिका मैं भजन करता हूँ। 
कमले ! योगीजन तुम्हारे चरण-कमलोंका चिन्तन 
करते हैं। कमलालये ! तुम आपनी स्वाभाविक सत्तासे 
ही हमारे समस्त इन्द्रियगोचर निषयोंको जानती हो । तुम्हीं 
कल्पनाओंके समूहको तथा उसका सङ्कल्प करनेवाले 
मनको उत्पन्न करती हो। इच्छाशक्ति, ज्ञानशक्ति और 
क्रियाशत्ति--ये सब तुम्हारे ही रूप हैं। तुम परासंवित्‌ 
(परम ज्ञान) -रूपिणी हो। तुम्हारा स्वरूप निष्कल, 
निर्मल, नित्य, निराकार, निरञ्जन, अन्तररहित 
आतङ्कशून्य, आलम्बहीन तथा निरामय है। देवि ! 
तुम्हारी महिमाका वर्णन करनेमें कौन समर्थ हो सकता 
है। जो षट्चक्रोंका भेदन करके अन्तःकरणके बारह 
स्थानोमे विहार करती है, अनाहत ध्वनि, विन्दु, नाद 
और कला--ये जिसके स्वरूप हैं, उस माता 
महालक्ष्मीको मैं प्रणाम करता हूँ। माता ! तुम अपने- 
[मुखरूपी] पूर्ण चन्द्रमासे प्रकट होनेवाली अमृत- 
राशिको बहाया करती हो । तुम्हीं परा, पश्यन्ती, मध्यमा 
और वैखरी नामक वाणी हो। मैं तुम्हें नमस्कार करता 
हूँ। देवि ! तुम जगतकी रक्षाके लिये अनेक रूप धारण 
किया करती हो । अम्बिके ! तुम्हीं ग्राही, वैष्णवी तथा 
माहेश्वरी शक्ति हो । बाराही, महालक्ष्मी, नारसिंही, ऐन्द्री, 
"कौमारी, चण्डिका, जगतको पवित्र करनेवाली लक्ष्मी, 
जगन्माता सावित्री, चन्द्रकला तथा रोहिणी भी तुम्हीं हो । 
परमेश्वरि ! तुम भक्तोंका मनोरथ पूर्ण करनेके लिये 
कल्पलताके समान हो । मुझपर प्रसन्न हो जाओ। 
उसके इस अकार स्तुति करनेपर भगवती 
महालक्ष्मी आपना साक्षात्‌ स्वरूप धारण करके 
बोलीं--'राजकुमार ! में तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम कोई 
उत्तम वर माँगो ।' 
राजपुत्र बोला--माँ ! मेरे पिता राजा बृहद्रथ 


दैवयोगसे रोगग्रस्त होकर स्वर्गगामी हो गये । इसी बीचमें 
यूपमें बैंधे हुए मेरे यज्ञसम्बन्धी घोड़ेको, जो समूची 
पृथ्वीकी परिक्रमा करके लौटा था, किसीने रात्रिमें बन्धन 
काटकर कहीं अन्यत्र पहुँचा दिया । उसकी खोजमें मैंने 
कुछ त्त्रेगोंको भेजा था; किन्तु वे कहीं भी उसका पता 
न पाकर जब खाली हाथ लौट आये हैं, तब मैं सब 
ऋत्विजोसे आज्ञा लेकर तुम्हारी शरणमे आया हूँ । देवि ! 
यदि तुम मुझपर प्रसन्न हो तो मेरे यज्ञका घोड़ा मुझे मिल 
जाय, जिससे यज्ञ पूर्ण हो सके। तभी मैं अपने पिता 
महाराजका ऋण उतार सकूँगा। झारणागतॉपर दया 
करनेवाली जगज्जननी लक्ष्मी ! जिससे मेरा यज्ञ पूर्ण हो, 
वह उपाय करो । 

भगवती लक्ष्मीने कहा--राजकुमार ! मेरे 
मन्दिरके दरवाजेपर एक ब्राह्मण रहते हैं, जो लोगोंमें 
सिद्धसमाधिके नामसे विख्यात हैं। वे मेरी आज्ञासे 
तुम्हारा सन काम पूय कर देंगे। 

महाळक्ष्मीके इस प्रकार कहनेपर राजकुमार उस 
स्थानपर आये, जहाँ सिद्धसमाधि रहते थे। उनके 


'चरणॉमें प्रणाम करके राजकुमार चुपचाप हाथ जोड़ खड़े 
हो गये। तब ब्राह्मणने कहा-- तुम्हें माताजीने यहाँ 
भेजा है। अच्छा, देखो; अब मै तुम्हारा सारा अभीष्ट 
कार्य सिद्ध करता हूँ।' यों कहकर मन्त्रवेत्ता ब्राह्मणने 
सब देवताओंको वहीं खींचा। राजकुमारने देखा, उस 
समय सब देवता हाथ जोड़े थरथर काँपते हुए वहाँ 
उपस्थित हो गये। तब उन श्रेष्ठ ब्राह्मणने समस्त 
देवताओसे कहा---'देवगण ! इस राजकुमारका अश्व, 
जो यज्ञके लिये निश्चित हो चुका था, रातमें देवराज 
इन्द्रने चुराकर अन्यत्र पहुँचा दिया है; उसे शीघ्र 
ले आओ।' 

तब देवताओंने मुनिके कहनेसे यज्ञका घोड़ा लाकर 
दे दिया। इसके बाद उन्होंने उन्हें जानेकी आज्ञा दी। 
देवताओंका आकर्षण देखकर तथा खोये हुए अश्वको 
पाकर राजकुमारने मुनिके चरणोंमें प्रणाम करके कहा-- 
'महर्षे ! आपका यह सामर्थ्य आश्चर्यजनक है। आप ही 
ऐसा कार्य कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं । ब्ह्मन्‌ ! मेरी 
प्रार्थना सुनिये, मेरे पिता राजा बृहद्रथ अश्वमेध यज्ञका 
अनुष्ठान आरम्भ करके दैवयोगसे मृत्युको प्राप्त हो गये 
है । अभीतक उनका शरीर तपाये हुए तेलमें सुखाकर 


मैंने रख छोड़ा है। साधुश्रेष्ठ ! आप उन्हें पुनः जीवित 
कर दीजिये ।' 


यह सुनकर महामुनि आह्मणने किञ्चित्‌ मुसकरकर 

कहा--'चलो, जहाँ यज्ञमण्डपमें तुम्हारे पिता मौजूद हैं, 

चलें ।' तब सिद्धसमाधिने राजकुमारके साथ वहाँ जाकर 

जल अभिमन्त्रित किया और उसे उस शवके मस्तकपर 

रखा। उसके रखते ही राजा.सचेत होकर उठ बैठे | फिर 

उन्होंने ब्राह्मणको देखकर पूछा- घर्मस्वरूप ! आप 

कौन हैं ?' तब राजकुमारने महाराजसे पहलेका सारा 

हाल कह सुनाया । राजाने अपनेको पुनः जीबन-दान 
देनेवाले ब्राह्मणको नमस्कार करके पूछा- ब्रह्मन्‌ ! 

किस पुण्यसे आपको यह अत्त्रेकिक शक्ति प्राप्त हुई 
है ?' उनके यों कहनेपर ब्राह्मणने मधुर वाणीमें कहा-- 
“राजन्‌ ! मैं प्रतिदिन आलस्यरहित होकर गीताके बारहवें 
अध्यायका जप करता हूँ; उसीसे मुझे यह शक्ति मिली 
है, जिससे तुम्हें जीवन प्राप्त हुआ है।' यह सुनकर 
ब्राह्मणॉसहित राजाने उन ब्रहर्षिसे गीताके बारहवें 
अध्यायका अध्ययन किया! उसके माहात्म्यसे उन 
सबकी संद्रेति हो गयी । दूसरे-दूसरे जीव भी उसके 
पाठसे परम मोक्षको प्राप्त हो चुके हैं। 


जलमा पुर ललल 


श्रीमद्धगवद्वीताके तेरहवें और चौदहवें अध्यायोंका माहात्म्य 


श्रीमहादेबजी कहते है--पार्वती ! अब तेरहवें 
अध्यायकी अगाध महिमाका वर्णन सुनो । उसको सुननेसे 
तुम बहुत प्रसन्न होओगी । दक्षिण दिशामें तुङ्गभद्रा नामकी 
एक बहुत बड़ी नदी है । उसके किनारे हरिहरपुर नामक 
रमणीय नगर बसा हुआ है । वहाँ साक्षात्‌ भगवान्‌ हरिहर 
विराजमान हैं, जिनके दर्शनमात्रसे परम कल्याणकी प्राप्ति 
होती है। हरिहरपुरमें हरिदीक्षित नामक एक श्रोत्रिय 
ब्राह्मण रहते थे, जो तपस्या और स्वाध्यायमें संग्र तथा 
नेदोंके पारगामी विद्वान्‌ थे । उनके एक स्त्री थी, जिसे लोग 
दुराचारा कहकर पुकारते थे। इस मामके अनुसार ही 
उसके कर्म भी थे। वह सदा पतिको कुवाच्य कहती थी। 
उसने कभी भी उनके साथ शयन नहीं किया। पतिसे 


सम्बन्ध रखनेवाले जितने लोग घरपर आते, उन सबको 
डाँर बताती और स्वयं कामोन्मत होकर निरन्तर 
व्यभिचारियॉके साथ रमण किया करती थी। एक दिन 
नगरको इधर-उधर आते-जाते हुए पुरवासियोंसे भरा देख 
उसने निर्जन एवं दुर्गम वनमें अपने लिये सङ्केत्तस्थान बना 
लिया । एक समय रातमें किसी कामीको न पाकर वह 
घरके किवाड़ खोल नगरसे बाहर सङ्केतस्थानपर चली 
गयी । उस समय उसका चित्त कामसे मोहित हो रहा था । 
वह एक-एक कुँजमें तथा प्रत्येक वृक्षके नीचे जा-जाकर 
किसी प्रियतमकी खोज करने लगी; किन्तु उन सभी 
स्थानॉपर उसका परिश्रम व्यर्थ गया। उसे प्रियतमका 
दर्शन नहीं हुआ । तब यह उस चनमें नाना भकारकी बाते 


<३८ 


40092*5०50५५७:५५४४७:७38:3:0:+&&3:%% 6 ५3:55 5» ५ ५७४४3 ene ७४४४ eee +n # ४: + 5४ 4% +५ ००००५५५०५५ ४४५५१४९ 


कहकर विलाप करने लगी। चारों दिशाओंमें घूम- 
घूमकर वियोगजनित विलाप करती हुई उस स्त्रीकी 
आवाज सुनकर कोई सोया हुआ व्याघ्न जाग उठा और 
उछलकर उस स्थानपर पहुँचा, जहाँ वह रो रही थी। 
उधर वह भी उसे आते देख किसी प्रेमीकी आशङ्कासे 
उसके सामने खड़ी होनेके लिये ओटसे बाहर निकल 
आयी । उस समय व्याघने आकर उसे नखरूपी नाणेकि 
अहारसे पृथ्बीपर गिरा दिया। इस अवस्थामें भी वह 
कठोर वाणीमें चिल्लाती हुई पूछ बैठी--“अरे बाघ ! तू 
किसलिये मुझे मारनेको यहाँ आया है ? पहले इन सारी 
गातोंको बता दे, फिर मुझे मारना ।' 

उसकी यह नात सुनकर प्रचण्ड पराक्रमी व्याध 
क्षणभरके लिये उसे अपना ग्रास बनानेसे रुक गया और 
हँसता हुआ-सा बोला---'दक्षिण देशमें मल्मपह्य नामक 
एक नदी है। उसके तटपर मुनिपर्णा नगरी बसी हुई है। 
वहाँ पञ्चलिङ्ग नामसे प्रसिद्ध साक्षात्‌ भगवान्‌ शङ्कर 
निवास करते हैं। उसी नगरीमें मैं ब्राह्मणकुमार होकर 
रहता था। नदीके किनारे अकेला बैठा रहता और जो 
यज्ञके अधिकारी नहीं हैं, उन लोगोंसे भी यज्ञ कराकर 
उनका अन्न खाया करता था। इतना ही नहीं, घनके 
ल्मेभसे मैं सदा अपने वेदपाठके फलको भी बेचा करता 
था। मेरा लोभ यहाँतक बढ़ गया था कि अन्य 
भिक्षुओंको गालियाँ देकर हटा देता और स्वयं दूसरोंका 
नहीं देने योग्य धन भी बिना दिये ही हमेशा ले लिया 
करता था। ऋण लेनेके बहाने मैं सब ल्मेगॉको छल 
करता था । तदनन्तर कुछ काल व्यतीत होनेपर मैं बूढ़ा 
हुआ। मेरे बाल सफेद हो गये । आँखोसे सूझता न था 
और मुँहके सारे दाँत गिर गये । इतनेपर भी मेरी दान 
लेनेकी आदत नहीं छूटी । पर्व आनेपर अतिगहके त्त्रेभसे 
मैं हाथमें कुरा लिये तीर्थक समीप चला जाया करता था । 
तत्पश्चात्‌ जब मेरे सारे अङ्ग शिथिल हो गये, तब एक बार 
मैं कुछ धूर्त ब्राह्मणोंके घरपर माँगने-खानेके लिये गया । 
उसी समय मेरे पैरमें कृत्तेने काट लिया । तब मैं मूर्च्छित 
होकर क्षणभरमें पृथ्वीपर गिर पड़ा। मेरे आण निकल 
गये । उसके बाद मैं इसी व्याप्नयोनिमें उत्पन्न हुआ । तमसे 


० अर्थयस्व इृदीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ « 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


इस दुर्गम वनमें रहता हूँ तथा अपने पूर्व पापोंको याद 
करके कभी धर्मिष्ठ महात्मा, यति, साधु पुरुष तथा सती 
खियोको मैं नहीं खाता । पापी, दुराचारी तथा कुलटा 
खनियोंको ही मैं अपना भक्ष्य बनाता हूँ; अतः कुलटा 
होनेके कारण तू अवश्य ही मेरा आस बनेगी ।' 
यों कहकर वह अपने कठोर नखोंसे उसके शरीरके 
डुकड़े-टुकड़े करके खा गया । इसके बाद यमराजके दूत 
उस पापिनीको संयमनीपुरीमें ले गये। वहाँ यमराजकी 
आज्ञासे उन्होंने अनेकों बार उसे विष्ठा, मूत्र और रक्तसे 
भरे हुए भयानक कुण्डोमें गिराया । करोड़ों कल्पॉतक 
उसमें रखनेके बाद उसे वहाँसे ले आकर सौ मन्वन्तरें- 
तक रौरव नरकमें रखा। फिर चारों ओर मुँह करके 
दीनभावसे रोती हुई उस पापिनीको वहाँसे खींचकर 
'दहनानन नामक नरकमें गिराया । उस समय उसके केश 
खुले हुए थे और शरीर भयानक दिखायी देता था । इस 
अकार घोर नरक-यातना भोग चुकनेपर वह महापापिनी 
इस लोकमें आकर चाण्डाल योनिमें उत्पन्न हुई। 
चाण्डालके घरमें भी प्रतिदिन बढ़ती हुई बह पूर्वजन्मके 
अभ्याससे पूर्ववत्‌ पापोमें प्रवृत्त रही । फिर उसे कोढ़ और 
राजयक्ष्माका रोग हो गया । नेत्रॉमें पीड़ा होने लगी । फिर 
कुछ कालके पश्चात्‌ वह पुनः अपने निवासस्थानको गयी, 
जहाँ भगवान्‌ शिवके अन्तःपुरकी स्वामिनी जम्भकादेवी 
विराजमान हैं। वहाँ उसने वासुदेव नामक एक पवित्र 
आह्यणका दर्शन किया, जो निरन्तर गीताके तेरहवें 
अध्यायका पाठ करता रहता था । उसके मुखसे गीताका 
पाठ सुनते ही वह चाण्डाल-शारीरसे मुक्त हो गयी और 
दिव्य देह धारण करके स्वर्गलोकमें चली गयी । 
श्रीमहादेखजी कहते हैं--पार्वती ! अब मैं 
भव-बन्धनसे छुटकारा पानेके साधनभूत चौदहवें 
अध्यायका माहात्म्य बतलाता हूँ, तुम ध्यान देकर सुनो । 
सिंहल द्वीपमें विक्रम बेताल नामक एक राजा थे, जो 
सिंहके समान पराक्रमी और कलाओकि भंडार थे। एक 
दिन वे शिकार खेलनेके लिये उत्सुक होकर राजकुमारों- 
सहित दो कुतियोंको साथ लिये बनमें गये। वहाँ 
पहुँचनेपर उन्होंने तीव्र गतिसे भागते हुए खरगोझके पीछे 


उत्तरखण्ड ] 


» श्रीमळुगखड़ीताके तेरहवें और चौदइवें अध्यायोंका माहात्म्थ « 


अपनी कुतिया छोड़ दी। उस समय सब प्राणियोंके भी कुछ कीचड़के छॉटे लग गये। फिर भूख-प्यासकी 


देखते-देखते खरगोश इस प्रकार भागने लगा मानो कहीं 
उड़ गया हो । दौड़ते-दौड़ते बहुत थक जानेके कारण वह 


पीड़ासे रहित हो कुतियाका रूप त्यागकर उसने 

दिव्याङ्गनाका रमणीय रूप धारण कर लिया तथा 
गन्धर्वोसे सुशोभित दिव्य विमानपर आरूढ़ हो वह भी 
स्वर्गलोकको चली गयी । यह देख मुनिके मेधावी शिष्य 
१ (१ 


एक बड़ी खंदकमें गिर पड़ा । गिरनेपर भी बह कुतियाके प द्र 


हाथ नहीं आया और उस स्थानपर जा पहुँचा, जहाँका 
वातावरण बहुत ही शान्त था। वहाँ हरिन निर्भय होकर 
सब ओर वृक्षोंकी छायामें बैठे रहते थे। बंदर भी 
अपने-आप टूटकर गिरे हुए नारियलके फलों और पके 
हुए आमोंसे पूर्ण तृप्त रहते थे। वहाँ सिंह हाथीके बच्चेकि 
साथ खेलते और साँप निडर होकर मोरकी पाँखोंमें घुस 
जाते थे। उस स्थानपर एक आश्रमके भीतर वत्स नामक 
मुनि रहते थे, जो जितेन्द्रिय एवं शान्तभावसे निरन्तर 
गीताके चौदहवें अध्यायका पाठ किया करते थे। 
आश्रमके पास ही यत्स मुनिके किसी शिष्यने अपना पैर 
धोया था। उसके जलसे वहाँकी मिट्टी गीली हो गयी 
थी। खरगोशका जीवन कुछ शेष था। वह हाँफता हुआ 
आकर उसी कीचड़में गिर पड़ा। उसके स्पर्शमात्रसे ही 
खरगोश संसार-सागैरके पार हो गया और दिव्य 
विमानपर बैठकर स्वर्गलोकको चला गया । फिर कुतिया 
भी उसका पीछा करती हुई आयी । वहाँ उसके शरीरमें 


स्वकन्धर हँसने लगे। उन दोनेकि पूर्वजन्मके वैरका 
कारण सोचकर उन्हें बड़ा विस्मय हुआ था । उस समय 
राजाके नेत्र भी आश्चर्यसे चकित हो उठे । उन्होंने बड़ी 
भक्तिके साथ प्रणाम करके पूछा--'विप्रवर ! ये नीच 
योनिमें पड़े हुए दोनों प्राणी--कुतिया और खरगोश 
ज्ञानहीन होते हुए भी जो स्वर्गमें चले गये--इसका क्या 
कारण है ? इसकी कथा सुनाइये ।' 

शिष्यने कहा---भूपाल ! इस बनमें वत्स नामक 
जाण रहते हैं, वे' बड़े जितेन्द्रिय महात्मा हैं; गीताके 
चौदहवें अध्यायका सदा जप किया करते हैं। मैं उन्हींका 
शिष्य हूँ, मैंने भी अहाविद्यामे विशेषज्ञता प्राप्त की है। 
गुरुजीकी ही भाँति मै भी चौदहवें अध्यायका प्रतिदिन 
जप करता हूँ। मेरै पैर घोनेके जलमें छोटनेके कारण यह 
खरगोश कुतियाके साथ ही स्वर्गलोकको प्राप्त हुआ है। 


८४० 


* अर्जयस्व हृषीकेशो यदीच्छसि परं पदम्‌» 


[ संक्षिप्त फद्यपुराण 


F222 +2 ५ ४४५२५५. १ ०३०.५. ३४५५५५५४१ ५५४१ ०५१५५ ९४४५.४ ४ ४५ # ०.५ ४४४४४४ ५५ ५५५५५५५५५ ४४४०५५५५५५४५० ५४ ५५४४. 


अब मैं अपने हँसनेका कारण बताता हूँ । महाराष्ट्रमे 
म्रत्युदक नामक महान्‌ नगर है; वहाँ केशव नामका एक 
ज्ञाण रहता था, जो कपरी मनुष्यॉमें अमगण्य था। 
उसकी स्त्रीका नाम विलोभना था। वह स्वच्छन्द विहार 
करनेवाली थी। इससे क्रोघमें आकर जन्मभरके वैरको 
याद करके ब्राह्मणने अपनी रूीका वध कर डाला और 


उसी पापसे उसको खरगोशकी योनिमें जन्म मिला । 
ब्राह्मणे भी अपने पापके कारण कुतिया हुई । 

श्रीमहादेबजी कहते हैं--यह सारी कथा 
सुनकर श्रद्धालु राजाने गीताके चौदहनें अध्यायका 
पाठ आरम्भ कर दिया। इससे उन्हें परमगतिकी 
आप्ति हुई । 


— + — 


श्रीमद्धगवद्वीताके पंद्रहवें तथा सोलहयें अध्यायोंका माहात्म्य 


श्रीमहादेवजी कहते हैं--पार्वती ! अब गीताके 
पंद्रहवें अध्यायका माहात्म्य सुनो। गौडदेशमें कृपाण- 
नरसिंह नामक एक राजो थे, जिनकी तलवारकी धारसे 
युद्धमें देवता भी परास्त हो जाते थे। उनका बुद्धिमान्‌ 
सेनापति शस्त्र और शासत्रकी कलाओंका भण्डार था। 
उसका नाम था सरभ-मेरुण्ड । उसकी भुजाओंमें प्रचण्ड 
नल था। एक समय उस पापीने राजकुमारोंसहित 
'महाराजका वघ करके स्वयं ही राज्य करमेका विचार 
किया। इस निश्चयके कुछ ही दिनों बाद वह हैजेका 
शिकार होकर मर गया। थोड़े समयमें वह पापात्मा 
अपने पूर्वकर्मके कारण सिन्धुदेशमे एक तेजस्वी घोड़ा 
हुआ। उसका पेट सटा हुआ था। घोडेके लक्षणोंका 
ठीक-ठीक ज्ञान रखनेवाले किसी वैश्यके पुत्रने 
जहुत-सा मूल्य देकर उस अश्वको खरीद लिया और बड़े 
'यलके साथ उसे राजधानीतक वह ले आया। वैश्य- 
कुमार बह अश्व राजाको देनेके लिये लाया था । यद्यपि 
राजा उससे परिचित थे, तथापि द्वारपालने जाकर उसके 
आगमनकी सूचना की । राजाने पूछा--'किसलिये आये 
हो ?' तब उसने स्पष्ट राब्दोमें उत्तर दिया--'देव ! 
सिन्धुदेशमें एक उत्तम लक्षणोंसे सम्पन्न अश्व था, जिसे 
तीनों लोकॉका एक रत्न समझकर मैंने बहुत-सा मूल्य 
देकर खरीद लिया है ।” राजाने आज्ञा दी--'उस अश्वको 
यहाँ ले आओ! 
वास्तवमें वह घोड़ा गुणोंमें उचैःश्रवाके समान था। 
सुन्दर रूपका तो मानो घर ही था । शुभ लक्षणोंका समुद्र 
जान पड़ता था। वैश्य घोड़ा ले आया और राजाने उसे 


देखा । अश्वका लक्षण जाननेवाले अमात्योनि उसकी बड़ी 
प्रशंसा की । सुनकर राजा अपार आमन्दमें निमभ्न हो गये 
और उन्होंने बैश्यको मुँहमाँगा सुवर्ण देकर तुरंत ही उस 
अश्वको खरीद लिया । कुछ दिनोंके बाद एक समय राजा 
शिकार खेलनेके लिये उत्सुक हो उसी घोड़ेपर चढ़कर 
बनमें गये! वहाँ मृगोंके पीछे इन्होंने अपना घोड़ा 
बढ़ाया | पीछे-पीछे सब ओरसे दौड़कर आते हुए समस्त 
सैनिकोंका साथ छूट गया । वे हिरनोंद्वारा आकृष्ट होकर 
बहुत दूर निकल गये । प्यासने उन्हें व्याकुल कर दिया। 
तब वे घोड़ेसे उतरकर जलकी खोज करने लगे । घोड़ेको 
तो उन्होंने युक्षकी डालीमें बाँध दिया और स्वयं एक 
चट्टानपर चढ्ने लगे । कुछ दूर जानेपर इन्होंने देखा कि 
एक पत्तेका टुकड़ा हवासे उड़कर शिलाखण्डपर गिरा है। 
उसमें गीताके पंद्रहवें अध्यायका आधा इलोक लिखा 
हुआ था। राजा उसे बाँचने लगे । उनके मुखसे गीताके 
अक्षर सुनकर थोड़ा तुरंत गिर पड़ा और अश्वयोनिसे 
उसकी मुक्ति हो गयी तथा तुरंत ही दिव्य विमानपर 
बैठकर वह स्वर्गलोकको चला गया । तत्पश्चात्‌ राजाने 
पहाड़पर चढ़कर एक उत्तम आश्रम देखा, जहाँ 
नागकेसर, केले, आम और नारियलके वृक्ष लहरा रहे 
थे। आश्रमके भीतर एक ब्राह्मण बैठे हुए थे, जो 
'संसारकी वासनाओंसे मुक्त थे । राजाने उन्हें प्रणाम करके 
बड़ी भक्तिके साथ पूछा- - 'ब्रह्मन्‌ ! मेरा अश्व जो अभी- 
अभी स्वर्गको चला गया है, उसमें क्या कारण है ?' 
राजाकी बात सुनकर त्रिकालदर्शी, मन्त्रवेत्ता एवं 
महापुरुषोमें श्रेष्ठ विष्णुशर्मा नामक ब्राह्मणने कहा-- 


उत्तरखण्ड ] 


» अऔीमद्धरवद्जीताके पंद्रहवें तथा सोरूहर्वे अध्यायोका माहात्प्य + 


८2९2४५५ ४७५७५५७७७ ३५७७७३७७३३ & 5४४ * +&++* ७»: »४**&»:५%»»»» 9558 # ४: 5» && ४५४४»: # ४ +:५% 


डड 


“राजन्‌! पूर्वकालमें तुम्हारे यहाँ जो “स्रभ मेरुप्ड' 
नामक सेनापति था, बह तुम्हें 
॥ पकर 


| 5 ० 3068९ रचज 
राज्य हड़प लेनेको तैयार था। इसी बीचमें हैजेका 
शिकार होकर वह मृत्युको प्राप्त हो गया । उसके बाद वह 
उसी पापसे घोड़ा हुआ था। यहाँ कहीं गीताके पंद्रहवें 
अध्यायका आधा इलोक लिखा मिल गया था, उसे ही 
तुम बाँचने लगे । उसीको तुम्हारे मुखसे सुनकर वह अश्च 
स्वर्गको प्राप्त हुआ है।' 

तदनन्तर राजाके पार्श्ववर्ती सैनिक उन्हें ढूँढ़ते हुए 
वहाँ आ पहुँचे । उन सबके साथ ब्राह्मणको प्रणाम करके 
राजा परसन्नतापूर्वक बहाँसे चले और गीताके पंद्रहवें 
अध्यायके इलोकाक्षरॉसे अङ्कित उसी पत्रको बाँच- 
बाँचकर प्रसन्न होने लगे। उनके नेत्र हर्षसे खिल उठे 
थे। घर आकर उन्होंने मन्त्रवेत्ता मन्त्रियॉके साथ अपने 
पुत्र सिंहबलको राज्यसिंहासनपर अभिषिक्त किया और 
स्वयं पंद्रहवें अध्यायके जपसे विशुद्धचित्त होकर मोक्ष 
प्राप्त कर लिया । 

श्रीमहादेखजी कहते हैं--पार्वती! अब मैं 
'गीताके सोहें अध्यायका माहात्म्य बताऊँगा, सुनो । 


गुजरातमें सौराष्ट्र नामक एक नगर है। वहाँ खड़बाहु 
नामके राजा राज्य करते थे, जो दूसरे इन्द्रके समान 
प्रतापी थे। उनके एक हाथी था, जो मद नहाया करता 
और सदा मदसे उन्मत्त रहता था! ठस हाथीका नाम 
अरिमर्दन था । एक दिन रातमें वह हठात्‌ साँकलों और 
लोहेके खम्भॉको तोड़-फोड़कर बाहर निकला । हाथीचान 
उसके दोनों ओर अङ्कुश लेकर डरा रहे थे, किन्तु 
क्रोधवश उन सबकी अवहेलना करके उसने अपने 
रहनेके स्थान--हथिसारको ढहा दिया। उसपर चारों 
ओरसे भालोंकी मार पड़ रही थी । फिर भी हाथीवान ही 
डरे हुए थे, हाथीको तनिक भी भय नहीं होता था। इस 
कोतूहरूपूर्ण घटनाको सुनकर राजा स्वयं हाथीको 
मनानेकी कलामें निपुण राजकुमारोके साथ वहाँ आये । 
आकर उन्होंने उस बलवान्‌ दँतैले हाथीको देखा । 
नगरके निबासी अन्य काम-धंधॉकी चिन्ता छोड़ अपने 
बालकोंको भयसे बचाते हुए बहुत दूर खड़े होकर उस 
महाभयङ्कर गजराजको देखते रहे। इसी समय कोई 
ब्राह्मण तालाबसे नहाकर उसी मार्गसे लौटे | वे गीताके 
सोलहवें अध्यायके कुछ इलोकॉका जप कर रहे थे। 
पुरवासियों और पीलबानोने उन्हें बहुत मना किया; किन्तु 
उन्होंने किसीकी न मानी। उन्हें हाथीसे भय नहीं था; 
इसीलिये वे विचलित नहीं हुए। उधर हाथी अपने 
फूत्कारसे चारों दिशाओंको व्याप्त करता हुआ लोगोंको 
कुचल रहा था। वे ब्राह्मण उसके बहते हुए मदको 
हाथसे छूकर कुशलपूर्वक निकल गये । इससे वहाँ राजा 
तथा देखनेवाले पुरबासियेकि मनमें इतना विस्मय हुआ 
कि उसका वर्णन नहीं हो सकता। राजाके कमलनेत्र 
चकित हो उठे थे। उन्होंने ब्राह्मणको बुला सवारीसे 
उतरकर उन्हें प्रणाम किया और पूछा--'ब्रह्मनू ! आज 
आपने यह महान्‌ अलौकिक कार्य किया है, क्योंकि इस 
कालके संमान भयंकर गजराजके सामनेसे आप 
सकुशल लौट आये हैं। प्रभो ! आप किस देवताका 
पूजन तथा किस मन्त्रका जप करते हैं ? नताइमे, आपने 
कौन-सी सिद्धि आप्त की है?' 

ब्राह्मणाने कहा--राजन्‌ ! मै प्रतिदिन गीताके 


८४२ 


* अर्चयस्व हृषीकेशं यदीच्छसि परं पदय्‌ + 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


सोलहवें अध्यायके कुछ इलोकोंका जप किया करता हूँ, 
उसीसे ये सारी सिद्धियाँ प्राप्त हुई हैं। 
श्रीमहादेखजी कहते है--तब हाथीका कौतूहल 
देखनेकी इच्छा छोड़कर राजा ब्राह्मणदेवताको साथ ले 
अपने महलमें आये । वहाँ शुभ मुहूर्त देखकर एक लाख 
स्वर्ण-मुद्राऑकी दक्षिणा दे उन्होंने ब्राह्मणको संतुष्ट किया 
और उनसे गीता-मन्त्रकी दीक्षा लो। गीताके सोलहवें 
अध्यायके कुछ इलोकोंका अभ्यास कर लेनेके बाद 
उनके मनमें हाथीको छोड़कर उसके कौतुक देखनेकी 
इच्छा जाअत्‌ हुई । फिर तो एक दिन सैनिकॉके साथ बाहर 
निकलकर राजाने हाथीवानॉसे उसी मत्त गजराजका बन्धन 
'खुलवाया । उन्हें भयकी बात भूल गयी । राज्यके सुख- 
बिलासके प्रति आदरका भाव नहीं रहा । खे अपना जीवन 
- तृणवत्‌ समझकर हाथीके सामने चले गये। साहसी 
मनुष्योमें अग्रगण्य राजा खङ्गबाहु मन्त्रपर विश्वास करके 
हाथीके समीप गये और मदकी अनवरत घारा नहाते हुए 
उसके गण्डस्थळको हाथसे छूकर सकुझरू लौट आये । 
कालके मुखसे धार्मिक और खलके मुखसे साधु पुरुषकी 
भाँति राजा उस गजराजके मुखसे बचकर निकल आये । 


नगरमे आनेपर उन्होने अपने राजकुमारको राज्यपर 
अभिषिक्त कर दिया तथा स्वयं गीताके सोलहवें 
अध्यायका जप करके परमगति प्राप्त की । 


अ जट 


श्रीमदधगबद्धीताके सत्रहवें और अठारहवें अध्यायोंका माहात्म्य 


श्रीमहादेखजी कहते हैं--पार्षती ! सोलहवें 
अध्यायका माहात्म्य बतलाया गया। अब सत्रहवें 
अध्यायकी अनन्त महिमा श्रवण करो । राजा रङ्गबाहुके 
पुत्रका दुःशासन नामक एक नौकर था । वह बड़ी खोटी 
नुद्धिका मनुष्य था। एक बार वह माण्डलिक 
राजकुमारोंके साथ नहुत घनकी बाजी लगाकर हाथीपर 
चढ़ा और कुछ ही कदम आगे जानेपर लोगोकि मना 
करनेपर भी वह मूढ़ हाथीके प्रति जोर-जोरसे कठोर 
शब्द करने लगा । उसकी आवाज सुनकर हाथी क्रोधसे 
अंधा हो गया और दुःशासन पैर फिसल जानेके कारण 
पृथ्वीपर गिर पड़ा। दुःशासनको गिरकर कुछ-कुछ 
उच्छ्वास लेते देख कालके समान निरङ्कुश हाथीने 
क्रोधमें भरकर उसे ऊपर फेंक दिया । ऊपरसे गिरते ही 


उसके प्राण निकल गये। इस प्रकार कालवश मृत्युको 
आप्त होनेके बाद उसे हाथीकी ही योनि मिली और 
सिंहलद्वीपके महाराजके यहाँ उसने अपना बहुत समय 
व्यतीत किया । 

सिंहळद्वीपके राजाकी महाराज खङ्गनाहुसे बड़ी 
मैत्री थी, अतः उन्होंने जलके मार्गसे उस हाथीको 
मित्रकी प्रसत्रताके लिये भेज दिया। एक दिन राजाने 
इलोककी समस्या-पूर्तिसे सन्तुष्ट होकर किसी कविको 
पुरस्काररूपमें बह हाथी दे दिया और उन्होंने सौ 
स्वर्ण-मुद्राएँ लेकर उसे मालव-नरेशके हाथ नेच दिया । 
कुछ काल व्यतीत होनेपर वह हाथी यलपूर्वक पालित 
होनेपर भी असाध्य ज्वरसे अस्त होकर मरणासन्न हो 
गया। हाथीवानेनि जन उसे ऐसी शोचनीय अवस्थामें 


उत्तरखण्ड ] 


> श्रीमद्धगबद्रीताके सत्रहदें और अठारहवें अध्यायोंका घाहात्म्य « 


८४३ 


44८४५५७५५७ ५७ ७०५७०७५४७० ७५५७ ००८५७११७७७ १३७७७३ ७७७७७६६७६४ ७७७७७७७७७७ ७७७७७७७ ७७७३-७७ ७७७७७ टीक कक कडकड» 


देखा तो राजाके पास जाकर हाथीके हितके लिये शीघ्र 
ही सारा हाल कह सुनाया--'महाराज ! आपका हाथी 
अस्वस्थ जान पड़ता है। उसका खाना, पीना और सोना 
सब छूट गया है। हमारी समझमें नहीं आता इसका क्या 
कारण है।' 

हाथीवानोंका बताया हुआ समाचार सुनकर राजाने 
हाथीके रोगको पहचाननेवाले चिकित्साकुशल मन्त्रियेकि 
साथ उस स्थानपर पदार्पण किया जहाँ हाथी ज्वरग्रस्त 
होकर पड़ा था। राजाको देखते हो उसने ज्वरजनित 
बेदनाको भूलकर संसारको आश्चर्यमें डालनेवाली 
खाणीमेँ कहा--'सम्पूर्ण शास्त्रॉके ज्ञाता, राजनीतिके 
समुद्र, शत्रु-समुदायको परास्त करनेवाले तथा भगवान्‌ 
विष्णुके चरणोंमें अनुराग रखनेवाले महाराज ! इन्‌ 
औषधोंसे क्या लेना है? वैद्योसे भी कुछ लाभ 
होनेवाला नहीं है। दान और जपसे भी क्या सिद्ध 
होगा ? आप कृषा करके गीताके सत्रहयें अध्यायका 
पाठ करनेवाले किसी ब्राह्मणको खुलघाइये ।' 

हाथीके कथनानुसार राजाने सब कुछ वैसा ही 


उत्तम जलको अभिमन्त्रित करके उसके ऊपर डाला, तो 
दुःशासन गजयोनिका परित्याग करके मुक्त हो गया। 
राजाने दुःशासनको दिव्य विमानपर आरूढ़ एवं इन्द्रके 
समान तेजस्वी देखकर पूछा--'तुम्हारी पूर्व-जन्पमें क्या 
जाति थी ? क्या स्वरूप था ? कैसे आचरण थे ? और 
किस कर्मसे तुम यहाँ हाथी होकर आये थे ? ये सारी 
बातें मुझे बताओ ।' राजाके इस प्रकार पूछनेपर सङ्कटसे 
छूटे हुए दुःशासनने विमानपर बैठे-ही-बैठे स्थिरताके 
साथ अपना यथावत्‌ समाचार कह सुनाया । तत्पश्चात्‌ 
नरश्रेष्ठ मालवनरेश भी गीताके सत्रहवें अध्यायका 
जप करने लगे। इससे थोड़े ही समयमें उनकी मुक्ति 
हो गयी। 
श्रीपार्वतीजीने कहा--भगवन्‌ ! आपने सत्रहवें 
अध्यायका माहात्म्य बतलाया । अब अठारहवें अध्यायके 
माहाल्यका वर्णन कीजिये । 
्रीमहादेवजीने कहा--गिरिनन्दिनि ! चिन्मय 
आनन्दकी धारा बहानेवाले अठारहवें अध्यायके पावन 
माहात्म्यको, जो वेदसे भी उत्तम है, श्रवण करो। यह 
सम्पूर्ण शास्त्रोंका सर्वस्व, कानोंमें पड़ा हुआ रसायनके 
समान तथा संसारके यातना-जालको छिन्न-भिन्न 
करनेवाला है। सिद्ध पुरुषोके लिये यह परम रहस्यकी 
वस्तु है । इसमें अविद्याका नाश करनेकी पूर्ण क्षमता है । 
यह भगवान्‌ विष्णुकी चेतना तथा सर्वश्रेष्ठ परमपद है । 
इतना ही नहीं, यह विनेकमयी रूताका मूल, काम, क्रोध 
और मदको नष्ट करनेवाला, इन्द्र आदि देवताओकि 
चित्तका विश्राम-मन्दिरि तथा सनक-सनन्दन आदिं 
महायोगियॉका मनोरञ्जन करनेवाला है। इसके 
पाठमान्रसे यमदूतोंकी गर्जना बंद हो जाती है । पार्वती ! 
इससे बढ़कर कोई ऐसा रहस्पमय उपदेश नहीं है, जो 
सन्तप्त मानवोंके त्रिनिध तापको हरनेवाला और बड़े-बड़े 
पातकोंका नाश करनेवाला हो । अठारहवें अध्यायका 
लोकोत्तर माहात्म्य है। इसके सम्बन्धमें जो पवित्र 
उपाख्यान है, उसे भक्तिपूर्वक सुनो । उसके श्रवणमात्रसे 
जीव समस्त पापोंसे मुक्त हो जाता है। 
मेरुगिरिके शिखरपर आमरावती नामवाली एक 


८डड 


* अर्घयस्व हषीकेशे यदीच्छसि घरं पदम्‌» 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


रमणीय पुरी है । उसे पूर्वकालमें विश्वकमनि बनाया था। 
उस पुरीमें देबताओंद्वारा सेवित इन्द्र शचोंके साथ निवास 
करते थे। एक दिन वे सुखपूर्वक बैठे हुए थे, इतनेहीमें 
उन्होंने देखा कि भगवान्‌ विष्णुके दूतोंसे सेवित एक अन्य 
पुरुष वहाँ आ रहा है। इन्द्र उस नवागत पुरुषके तेजसे 
तिरस्कृत होकर तुरंत ही अपने मणिमय सिंहासनसे 
मध्डपमें गिर पड़े। तब इन्द्रके सेवकॉने देवलोकके 
साम्राज्यका मुकुट इस नूतन इन्द्रके मस्तकपर रख दिया । 
फिर तो दिव्य गीत गाती हुई देवाङ्गनाओकि साथ सब 
देवता उनकी आरती उतारने लगे। ऋषियोने वेदमन्त्रोंका 
उच्चारण करके उन्हें अनेक आशीर्वाद दिये । रम्भा आदि 
अप्सराएँ उनके आगे नृत्य करने लगी । गन्धर्वोका ललित 
स्वरमें मङ्गलमय गान होने लगा । 
इस प्रकार इस नवीन इन्द्रको सौ यज्ञोंका अनुष्ठान 
किये बिना ही नाना प्रकारके उत्सबोंसे सेवित देखकर 
पुराने इन्द्रको बड़ा विस्मय हुआ । वे सोचने लगे-- 
“इसने तो ार्गमें न कभी पौंसले बनवाये हैं, न पोरे 
खुदवाये हैं और न पथिकोंको विश्राम देनेवाले बड़े-बड़े 
वृक्ष ही लगवाये हैं। अकाल पड्नेपर अन्नदानके द्वारा 
इसने प्राणियोंका सत्कार भी नहीं किया है । इसके द्वारा 
तीर्थोमें सत्र और गाँवॉमें यज्ञका अनुष्ठान भी नहीँ हुआ 
है। फिर इसने यहाँ भाग्यकी दी हुई ये सारी वस्तु कैसे 
प्राप्त की हैं ?' इस चिन्तासे व्याकुल होकर इन्द्र भगवान्‌ 
विष्णुसे पूछनेके लिये वेगपूर्वक क्षीरसागरके तटपर गये 
और वहाँ अकस्मात्‌ अपने साम्राज्यसे भ्रष्ट होनेका दुःख: 
निवेदन करते हुए बोले--'लक्ष्मीकान्त ! मैंने पूर्व- 
'कालमें आपकी प्रसन्नताके लिये सौ यज्ञोंका अनुष्ठान 
किया था । उसीके पुण्यसे मुझे इन्द्रपदकी प्राप्ति हुई थी; 
किन्तु इस समय स्वर्गमें कोई दूसरा ही इन्द्र अधिकार 
जमाये बैठा है। उसने तो न कभी धर्मका अनुष्ठान किया 
है और न यका । फिर उसने मेरे दिव्य सिंहासनपर कैसे 
अधिकार जमाया है ?' 
भगवान्‌ बोले- इन्द्र ! वह गीताके अठारहवें 
अध्यायमेंसे पाँच इलोकॉका प्रतिदिन जप करता है। 
उसीके पुण्यसे उसने तुम्हारे उत्तम साम्राज्यको प्राप्त 


कर लिया है। गीताके अठारहबैं अध्यायका पाठ सब 
पुण्योंका शिरोमणि है। उसीका आश्रय लेकर तुम भी 
अपने पदपर स्थिर हो सकते हो। 

भगवान्‌ विष्णुके ये बचन सुनकर और उस उत्तम 
उपायको जानकर इन्द्र ब्राह्मणका वेष बनाये गोदावरीके 
तटपर गये । वहाँ उन्होंने कालिकाग्राम नामक उत्तम और 
पवित्र नगर देखा, जहाँ कालका भी मर्दन करनेवाले 
भगवान्‌ कालेश्वर विराजमान हैं । वहीं गोदावरी-तटपर 
एक परम धर्मात्मा ब्राह्मण बैठे थे, जो बड़े ही दयालु 
और वेदेकि पारङ्गत विद्वान्‌ थे। वे अपने मनको बशमें 
करके प्रतिदिन गीताके अठारहवें अध्यायका जप किया 
करते थे। उन्हें देखकर इन्द्रने बड़ी प्रसन्रताके साथ 
उनके दोनों चरणोंमें मस्तक झुकाया और उन्हींसे 
फिर उसीके पुण्यसे उन्होंने 


ह > न १. 
श्रीविष्णुका सायुज्य प्राप्त कर लिया। इन्द्र आदि 
देवताओंका पद बहुत ही छोटा है, यह जानकर वे परम 
हर्षक साथ उत्तम वैकुण्ठघामको गये। अतः यह 
अध्याय मुनियेकि लिये श्रेष्ठ परमतत्त्व है। पार्वती ! 
अठारहवें अध्यायके इस दिव्य माहात्यका वर्णन 


उत्तरखण्ड ] = देखर्षि नारदकी सनकादिसे भेंट, भक्ति, ज्ञान और खैराग्यके वृत्तान्तका वर्णन » 


८४५ 


समाप्त हुआ । इसके श्रवणमात्रसे मनुष्य सब पापोंसे पुरुष श्रद्धायुक्त होकर इसका श्रवण करता है, वह 
छुटकारा पा जाता है। इस प्रकार सम्पूर्ण गीताका समस्त यज्ञोंका फल पाकर अन्तमें श्रीविष्णुका सायुज्य 
पापनाशक माहात्म्य बतलाया गया। महाभागे ! जो प्राप्त कर लेता है। 
अमण्प-ण = 
देवर्षि नारदकी सनकादिसे भेंट तथा नारदजीके द्वारा भक्ति, ज्ञान 
और वैराग्यके वृत्तान्तका वर्णन 


पार्वतीजीने कहा--भगवन्‌ ! समस्त पुराणोमें 
श्रीमद्भागवत श्रेष्ठ है, क्योंकि उसके प्रत्येक पदमें 
महर्षिद्वार भगवान्‌ श्रीकृष्णकी महिमाका नाना प्रकारसे 
गान किया गया है; अतः इस समय उसीके माहात्यका 
इतिहाससहित वर्णन कीजिये। 

श्रीमहादेवजीने कहा--जिनका अभी यज्ञोपवीत- 
संस्कार भी नहीं हुआ था तथा जो समस्त लौकिक- 
वैदिक कृत्योंका परित्याग करके घरसे निकले जा रहे थे, 
ऐसे शुकदेवजीको बाल्यावस्थामें ही संन्यासी होते देख 
उनके पिता श्रीकृष्णद्वैपायन विरहसे कातर हो उठे और 
“बेटा ! बेटा !! तुम कहाँ चले जा रहे हो ?' इस प्रकार 
पुकारने लगे । उस समय शुकदेवजीके साथ एकाकार 
होनेके कारण वृक्षोने ही उनकी ओरसे उत्तर दिया था। 
ऐसे सम्पूर्ण भूतोंके हृदयमें आत्मारूपले विराजमान परम 
ज्ञानी श्रीशुकदेव मुनिको मैं प्रणाम करता हूँ। 

एक समय भगवत्कथाका रसास्वादन 'करनेमें 
कुशल परम बुद्धिमान्‌ शौनकजीने नैमिषारण्यमें 
विराजमान सूतजीको नमस्कार करके पूछा । 

'शौनकजी ओले--सूतजी ! आप इस समय कोई 
ऐसी सारगर्भित कथा कहिये, जो हमारे कानोंको अमृतके 
समान मधुर जान पड़े तथा जो आज्ञानान्धकारका विध्वंस 
और कोटि-कोटि जन्मोंके पापोंका नाश करनेवाली हो। 
भक्ति, ज्ञान और वैराग्यसे प्राप्त होनेवाला बिज्ञान कैसे 
बढ़ता है तथा बैष्णबलोग किस प्रकार माया-मोहका 
निवारण करते हैं। इस घोर कलिकालमें प्रायः जीव 
असुर-स्वभानके हो गये हैं, इसीलिये चे नाना प्रकारके 
क्केशॉसे घिरे रहते हैं; अतः उनकी शुद्धिका सर्वश्रेष्ठ उपाय 
क्या है ? इस समय हमें ऐसा कोई साधन बताइये, जो 


सबसे. अधिक कल्याणकारी, पवित्रको भी पवित्र 
करनेवाला तथा सदाके लिये भगवान्‌ श्रीकुष्णकी प्राप्ति 
करा देनेवाला हो । चिन्तामणि केवल लौकिक सुख देती 
है, कल्पवृक्ष स्वर्गतककी सम्पत्ति दे सकता है; किन्तु यदि 
गुरुदेव प्रसन्न हो जाये तो वे योगियोंको भी कठिनतासे 
मिलनेवाल्त नित्य वैकुण्ठधामतक दे सकते हैं । 

सूतजीने कहा--शौनकजी ! आपके हृदयमें 
भगवत्कथाके प्रति प्रेम है; अतः मैं भलीभांति बिचार 
करके सम्पूर्ण सिद्धाततोद्वार अनुमोदित और संसार- 
जनित भयका नाश करनेवाले सारभूत साधनका वर्णन 
करता हूँ। वह भक्तिको बढ़ानेवाला तथा भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी प्रसन्नताका प्रधान हेतु है। आप उसे 
सावधान होकर सुनें। कलियुगमें कालरूपी सर्पसे डँसे 
जानेके भयको दूर करनेके लिये ही श्रीशुकदेवजीने 
श्रीमद्भायवत-शास्त्रका उपदेश किया है। मनकी शुद्धिके 
लिये इससे बढ़कर दूसरा कोई साधन नहीं है। जब 
जन्म-जन्मान्तरोंका पुण्य उदय होता है तब कहीं 
श्रीमद्धागवत-शास्त्रकी प्राप्ति होती है। जिस समय 
श्रीशुकदेवजी राजा परीक्षितको कथा सुनानेके लिये 
सभामें विराजमान हुए, उस समय देवतालोग अमृतका 
कलश लेकर उनके पास आये । देवता अपना कार्य- 
साधन करनेमें बड़े चतुर होते हैं। वे सब-के-सब 
श्रीशुकदेवजीको नमस्कार करके कहने लगे--'मुने ! 
आप यह अमृत लेकर जदलेमें हमें कथामृतका दान 
दीजिये। इस प्रकार परिवर्तन करके राजा परीक्षित्‌ 
अमृतका पान करें [और अमर हो जायें] तथा हम सब 
लोग श्रीमद्धागवतामृतका पान करेंगे। तब 
श्रोशुकदेवजीने सोचा--'इस लोकमें कहाँ अमृत और 


* अर्घयस्व ह॒दोके्श यदीच्छसि परं पदम्‌ » 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


कहाँ भागवतकथा, कहाँ काँच और कहाँ बहुमूल्य आप-जैसे आसक्तिशून्य विरक्त पुरुषकी ऐसी अवस्था 
मणि !' यह विचारकर वे देवताओंकी बातपर हँसने होनी तो उचित नहीं है । बताइये, इसका क्या कारण है ? 


लगे, तथा उन्हें अनधिकारी जानकर कथामृतका दान 
नहीं किया। अतः श्रोमद्धागवतकी कथा देवताओंके 
लिये भी अत्यन्त दुर्लभ है। केवल श्रीमद्धागवतके 
श्रवणसे ही राजा परीक्षितूका मोक्ष हुआ देख पूर्वकालमें 
को बड़ा विस्मय हुआ । उन्होंने सत्यलोकमें तराजू 
बाँधकर सब साधनोंको तौला । उस समय अन्य सभी 
साधन हलके पड़ गये, अपने गौरबके कारण 
श्रीमद्धागवतका ही पलड़ा सबसे भारी रहा । यह देखकर 
समस्त ऋषियोंको भी बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने इस 
पृथ्वीपर भगवत्स्वरूप भागवत-शास्त्रको ही पढ़ने- 
सुननेसे तत्काल भगवान्‌की प्राप्ति करानेवाला निश्चय 
किया। यदि एक वर्षमें श्रीमद्धागवतको सुनकर पूरा 
किया जाय, तो बह श्रवण महान्‌ सौख्य प्रदान 
करनेवाला होता है। जिसके हदयमें भगवद्धक्तिकी 
कामना हो, उसके लिये एक मासमें पूरे श्रीमद्धागबतका 
श्रवण उत्तम माना गया है। यदि सप्ताहपारायणकी 
विधिसे इसका श्रवण किया जाय तो यह सर्वथा मोक्ष 
देनेवाला होता है। पूर्वकालमें सनकादि महर्षियोने कृपा 
करके इसे देवर्षि नारदको सुनाया था । यद्यपि देवर्षि 
नारद श्रीमद्धागवतको पहले ही ब्रह्माजीके मुखसे सुन 
चुके थे तथापि इसके सप्ताहश्रवणकी विधि तो उन्हें 
सनकादिने ही बतायी थी । 
शौनकजी ! अब मैं आपको वह भक्तिपूर्ण कथानक 
सुनाता हूँ, जो श्रीशुकदेवजीने मुझे अपना प्रिय शिष्य 
जानकर एकान्तमें सुनाया था। एक समयकी बात है, 
सनक-सनन्दन आदि चारों निर्मल अन्तःकरणवाले महर्षि 
सत्सङ्गके लिये विशालापुरी (बदरिकाश्रम) में आये। 
बहाँ उन्होंने नारदजीको देखा । 
सनकादि कुमारॉने पूछा--अहान्‌ ! आपके 
मुखपर दीनता क्यों छा रही है। आप चिन्तासे आतुर कैसे 
हो रहे हैं । इतनी उतावलीके साथ आप जाते कहाँ हैं और 
आये कहाँसे हैं ? इस समय तो आप जिसका सारा धन 
लुट गया हो, उस पुरुषके समान सुध-बुघ खोये हुए हैं । 


नारदजीने कहा--महात्माओ ! मैं पृथ्वीको 
[नाना तीथोकि कारण] सबसे उत्तम जानकर यहाँकी 
यात्रा करनेके लिये आया था। आनेपर पुष्कर, प्रयाग, 
काशी, गोदावरी, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, श्रीरङ्ग और सेतुबन्ध 
आदि तीर्थोमें इधर-उधर विचरता रहा । किन्तु कहीं भी 
मुझे मनको सन्तोष देनेबाली शान्ति नहीं मिली । इस 
समय अधर्मके सखा कलियुगने सारी पृथ्वीको पीड़ित 
कर रखा है । अन यहाँ सत्य, तपस्या, शौच, दया और 
दान आदि कुछ भी नहीं हैं । बेचारे जीव पेट पालनेमें लगे 
हैं। वे असत्यभाषी, आळसी, मन्दबुद्धि और भाग्यहीन हो 
गये हैं । उन्हें तरह-तरहके उपद्रव घेरे रहते हैं । साधु-संत 
कहलानेवाले लोग पाखण्डमें फँस गये हैं । ऊपरसे विरक्त 
जान पड़ते हैं, किन्तु वास्तवमें पूरे संग्रही हैं । घर-घरमें 
खियोंका राज्य है। साले ही सलाहकार बने" हुए हैं। 
चैसॉके लोभसे कन्याएँ-तक बेची जाती हैं । पति-पल्रीमें 
सदा ही कलह मचा रहता है। आश्रमों, तीर्थो और 
नदियोंपर म्लेच्छेनि अधिकार जमा रखा है । उन दुष्टॉने 
बहुत-से देवमन्दिर भौ नष्ट कर दिये हैं। अब यहाँ न कोई 
योगी है न सिद्ध, न कोई ज्ञानी है और न सत्कर्म 
करनेचाल्त्र ही! इस समय सब साधन कलिरूपी 
दाबानलसे भस्म हो गया है । पृथ्वीपर चारों ओर सभी 


उत्तरस्वण्ड ] 


* देवर्षि नारदकी सनकादिसे भेंट, भक्ति, ज्ञान और यैरान्यके कृत्तान्तका वर्णन » 


८४७ 


29900222092202229040222220200290904:9040:0040:00-०९०००००९७-०००००७०००००७०००००७०७७७५०००-००९१००००७००५९०-३०००१:००७००.. 


देशवासी बाजारोंमें अन्न बेचते हैं। ब्राह्मणलोग पैसे 
लेकर वेद पढ़ाते हैं और र्त्रियाँ वेश्यावृत्तिसे जीवन- 
निर्वाह करती देखी जाती हैं। 
इस प्रकार कलियुगके दोष देखता और पृथ्दीपर 
बिचरता हुआ मैं यमुनाजीके तटपर आ पहुँचा, जहाँ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णकी लीला हुई थी। मुनीश्वरो ! वहाँ 
आनिपर मैंने जो आश्चर्यकी बात देखी है, उसे आपलोग 
सुनें--'वहाँ एक तरुणी स्त्री बैठी थी; जिसका चित्त बहुत 
ही खिन्न था। उसके पास ही दो वृद्ध पुरुष अचेत 
अवस्थामें पड़े जोर-जोरसे साँस ले रहे थे। वह तरुणी 
उनकी सेवा-शुश्रूषा करती, उन्हें जगानेकी चेष्टा करती 
और अपने प्रयलमें असफल होकर रोने लगती थी। 
'बोच-बीचमें दसों दिशाओंकी ओर दृष्टि डालकर वह 
अपने लिये कोई रक्षक भी ढूँढ़ रही थी । उसके चारों ओर 
सैकड़ों खियाँ पंखा झलती हुई उसे बार-बार सान्त्वना दे 
रही थीं । दूरसे ही यह सब देखकर मैं कौतूहलवश उसके 
पास चला गया। मुझे देखते ही वह युवती स्त्री उठकर 
खड़ी हो गयी और व्याकुल होकर बोली--'महात्माजी ! 


क्षणभरके लिये ठहर जाइये और मेरी चिन्ताको भी नष्ट 
'कीजिये। आपका दर्शन संसारके समस्त पापोंको सर्वथा 
नष्ट कर देनेवाला है। आपके वचर्नोसे मेरे दुःखकी बहुत 
कुछ शान्ति हो जायगी । जब बहुत बड़ा भाग्य होता है, 
तभी आप-जैसे महात्माका दर्शन होता है।' 


नारदजी कहते हैं--युवतीकी ऐसी बात सुनकर 

मेरा हृदय करुणासे भर आया और मैंने उत्कण्ठित होकर 
उस सुन्दरोसे पूछा--देवि ! तुम कौन हो? ये दोनों 
पुरुष कौन हैं? तथा तुम्हारे पास ये कमलके समान 
नेत्रॉंवाली देवियाँ कौन हैं ? तुम विस्तारके साथ अपने 
दुःखका कारण बताओ। 

युवती खोली--मेरा नाम भक्ति है, ये दोनों पुरुष 
मेरे पुत्र हैं; इनका नाम ज्ञान और वैराग्य है। समयके 
फेरसे आज इनका शरीर जराजीर्ण हो गया है। इन 
देवियोकि रूपमें गङ्गा आदि नदियाँ हैं, जो मेरी सेवाके 
लिये आयो हैं। इस प्रकार साक्षात्‌ देवियोके द्वारा सेवित 
होनेपर भी मुझे सुख नहीं मिलता। तपोधन! अब 
तनिक सावधान होकर मेरी बात सुनिये । मेरी कथा कुछ 
विस्तृत है। उसे सुनकर मुझे शान्ति प्रदान कीजिये । मैं 
द्रविड़ देशमें उत्पन्न होकर कर्णाटकमें बड़ी हुई! 
महाराष्ट्रमे भी कहीं-कहीं मेरा आदर हुआ । गुजरातमें 
आनेपर तो मुझे बुढापेने घेर लिया । वहाँ घोर करियुगके 
अभावसे पाखण्डियोने मुझे अङ्ग-भङ्ग कर डाला । तबसे 
बहुत दिनॉतक मैं दुर्बल-ही-दुर्बल रही । वृन्दावन मुझे 
बहुत प्रिय है, इसलिये अपने दोनों पुत्रेकि साथ यहाँ 
चली आयी। इस स्थानपर आते ही मैं परम सुन्दरी 
नवयुवती हो गयी। इस समय मेरा रूप अत्यन्त मनोरम 
हो गया है, परन्तु मेरे ये दोनों पुत्र थके-माँदे होनेके 
कारण यहीं सोकर कष्ट भोग रहे हैं। मैं यह स्थान 
छोड़कर विदेश जाना चाहती थी; परन्तु ये दोनों बूढ़े हो 
गये हैं, इसी दुःखसे मैं दुःखित हो रही हूँ। पता नहीं मैं 
यहाँ युवती कैसे हो गयी और मेरे ये दोनों पुत्र बूढ़े क्यों 
हो गये। हम तीनों साथ-हो-साथ यात्रा करते थे, फिर 
हममें यह विपरीत अवस्था कैसे आ गयी। उचित तो 
यह है कि माता बूढ़ी हो और बेटे जवान; परन्तु यहाँ 
उलटी बात हो गयी। इसीलिये मैं चकितचित्त होकर 
अपने लिये शोक करती हूँ। महात्मन्‌! आप परम 
बुद्धिमान्‌ और योगनिधि हैं। बताइये, इसमें क्या कारण 
हो सकता है ? 

नारदजी कहते हे--उसके इस प्रकार पूछनेपर 


८८ 


* अर्चयस्व डुषीकेसं यदीच्छसि चरं पदम्‌ + 


( संक्षिप्त पद्मपुराण 


ehaeereneneneeeesenennnnesnnsessssnennseeessmssenseeaneaeneseeee५५५५५५७७५ ०५५०५००० १०५४४१५५४५१४११४४४१४. 


मैंने कहा--साध्वी ! मैं अभी ज्ञानदृष्टिसे अपने हदयके 
भीतर तुम्हारे दुःखका सारा कारण देखता हूँ। तुम खेद 
न करो । भगजान्‌ तुम्हें शान्ति देंगे । 
तन मुनीश्वर नारदजीने ध्यान लगाया और एक ही 
क्षणमें उसका कारण जानकर कहा--'नाले ! तुम ध्यान 
देकर सुनो । यह कलिकाल बड़ा भयङ्कर युग है । इसीने 
सदाचारका लोप कर दिया । योगमार्ग और तप आदि भी 
लुप्त हो गये हैं। इस समय मनुष्य शाठता और दुष्कर्ममें 
प्रवृत्त होकर असुर-स्वभावके हो गये हैं। आज जगतमें 
सज्जन पुरुष दुःखी हैं और दुष्टलोग मौज करते हैं । ऐसे 
समयमें जो धैर्य घारण किये रहे, वही बुद्धिमान, धीर 
अथवा पण्डित है। अब यह पृथ्वी न तो स्पर्श करने- 
योग्य रह गयी है और न देखने योग्य । यह क्रमशः 
प्रतिवर्ष झेषनागके लिये भारभूत होती जा रही है। इसमें 
कहीं भी मङ्गल नहीं दिखायी देता। तुम्हें और तुम्हारे 
पुत्रोंको तो अब कोई देखता भी नहीं है। इस प्रकार 
बिषयान्ध मनुष्योकि उपेक्षा करनेसे ही तुम जर्जर हो गयी 
थी, किन्तु वृन्दावनका संयोग पाकर पुनः नवीन 
तरुणी-सी हो गयी हो; अतः यह खुन्दावन धन्य है, जहाँ 
सब ओर भक्ति नृत्य कर रही है ! परन्तु इन ज्ञान और 
बैराग्यका यहाँ भी कोई ग्राहक नहीं है; इसलिये 
अभीतक इनका खुढ़ापा दूर नहीं हुआ । इन्हें अपने भीतर 
कुछ सुख-सा प्रतीत हो रहा है, इससे इनकी गाढ़ 
सुधुप्तावस्थाका अनुमान होता है । 
भक्तिने क्कहा--महषें! महाराज परीक्षितने 
इस अपवित्र कलियुगको पृथ्वीपर रहने ही क्यों दिया ? 
तथा कलियुगके आते ही सब यस्तुओंका सार कहाँ 
चला गया? भगवान्‌ तो बड़े दयालु हैं, उनसे भी 
यह अधर्म कैसे देखा जाता है? मुने! मेरे इस 
संशायका निवारण कीजिये। आपकी बातॉसे मुझे बड़ा 
सुख मिला है। 
नारदजी खोले--बाले ! यदि तुमने पूछा है तो 
प्रेमपूर्वक सुनो । कल्याणी ! मैं तुम्हें सब बातें नताऊँगा 


और इससे तुम्हारा सब शोक दूर हो जायगा । जिस दिन 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण इस भूलोकको छोड़कर अपने 
परमधामको पधारे, उसी दिनसे यहाँ कलियुगका 
आगमन हुआ है, जो समस्त साधनोंमें बाधा उपस्थित 
करनेवाला है । दिग्विजयके समय जब राजा परीक्षितृकी 
दृष्टि इस कलियुगके ऊपर पड़ी तो यह दीनभावसे उनकी 
झारणमें गया । राजा भौरिके.समान सारग्राही थे, इसलिये 
उन्होंने सोचा कि मुझे इसका वध नहीं करना चाहिये; 
क्योंकि इस कलियुगमें एक बड़ा अद्भुत गुण है । अन्य 
युगॉमें तपस्या, योग और समाधिसे भी जिस फलकी 
प्राप्ति नहीं होती, बही फल कलियुगमें भगवान्‌ केशवके 
कीर्तनमात्रसे और अच्छे रूपमें उपलब्ध होता है।* 
असार होनेपर भी इस एक ही रूपमें यह सारभूत फल 
अदान करनेवाला है, यही देखकर राजा परीक्षित्ने 
कलियुगमें उत्पन्न होनेवाले जीबॉके सुखके लिये इसे 
रहने दिया। 

इस समय लोगोंकी खोटे कर्मोमे प्रवृत्ति होनेसे 
सभी वस्तुओंका सार निकल गया है तथा इस पृथ्वीपर 
जितने भी पदार्थ हैं, दे बीजहीन भूसीके समान निस्सार 
हो गये हैं। श्राहमणलोग धनके ल्मेभसे घर-घरमें जाकर 
अत्येक मनुष्यको [ अधिकारी-अनधिकारीका विचार 
किये बिना ही] भागवतकी कथा सुनाने लगे हैं, इससे 
कथाका सार चला गया--लोगोकी दृष्टिमें उसका कुछ 
महत्त्व नहीं रह गया है। तीथोंमें बड़े भयङ्कर कर्म 
करनेवाले नास्तिक और दम्भी मनुष्य भी रहने लगे हैं; 
इसलिये तीर्थोका भी सार चला गया। जिनका चित्त 
काम, क्रोध, भारी लोभ और तृष्णासे सदा व्याकुल 
रहता है, वे भी तपस्वी बनकर बैठते हैं। इसलिये 
तपस्याका सार भी निकल गया । मनको काबुमें न करने, 
लोभ, दम्भ और पाखण्डका आश्रय लेने तथा शाखका 
अभ्यास न करनेके कारण ध्यानयोगका फल भी चल 
गया-) औरोंकी तो बात ही क्या, पण्डितलोग भी अपनी 
खियोके साथ भैंसोंकी तरह रमण करते हैं। वे सन्तान 


i ॉॅसॅॅॅॉकिॅसॅ0णपा 


ज यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिता।तत्फलं रूभते सम्यककत्मै केशवकीर्तनात्‌॥ (१८९ । ७५) 


उत्तरखण्ड ] 


» भक्तिका कष्ट दूर करनेके लिये नारदजीका उद्योग + 


<88५४४७७५००७७४:५०७७४७७०५० ७५ ६७६0४९५७१७ ७४१७-७३ ७५५७ ७७७७७३७३७७  #::4:%%*&$$&#5*:+»::ल्‍४5# 95253 #/52०. 


टडर 


पैदा करनेमें ही दक्ष हैं। मुक्तिके साधनमें वे नितान्त 
असमर्थ पाये जाते है । परम्परासे प्राप्त हुआ वैष्णव-घर्म 
कहीं भी नहीं रह गया है । इस प्रकार जगह-जगह सभी 
बस्तुओंका सार लुप्त हो गया है। यह तो इस युगका 
स्वभाव ही है, इसमें दोष किसीका नहीं है; यही कारण 
है कि कमलनयन भगवान्‌ विष्णु निकट रहकर भी यह 
सब कुछ सहन करते हैं। 

शौनकजी ! इस प्रकार देवर्षि नारद के वचन 
सुनकर भक्तिको बड़ा आश्चर्य हुआ | फिर उसने जो कुछ 
कहा, उसे आप सुनिये। 

भक्ति बोस्ठी- देवर्षे ! आप धन्य हैं। मेरे 


सौभाग्यसे ही आपका यहाँ शुभागमन हुआ है । संसारमें 
साधु-महात्माओंका दर्शन सब भ्रकारके कार्योको सिद्ध 
करनेवाला और सर्वश्रेष्ठ साधन है। अब जिस प्रकार 
मुझे सुख मिले--मेरा दुःख दूर हो जाय, वह उपाय 
बताइये । ब्रह्मन्‌ ! आप समस्त योगेकि स्वामी हैं, आपके 
लिये इस समय कुछ भी अखाध्य नहीं है। एकमात्र 
आपके ही सुन्दर उपदेशको सुनकर कयाघू-नन्दन 
प्रह्मदने संसारकी मायाका त्याग किया था तथा राजकुमार 
धुव भो आपकी ही कृपासे घुबपदको प्राप्त हुए थे। आप 
सब प्रकारसे मङ्गलभाजन एवं श्रीग्रह्माजीके पुत्र हैं; मैं 
आपको प्रणाम करती हूँ। 


न और चना 


भक्तिका कष्ट दूर करनेके लिये नारदजीका उद्योग और सनकादिके द्वारा उन्हें साधनकी प्राप्ति 


नारदजीने कहा--बाले ! तुम व्यर्थ ही अपनेको 

खेदमें डालती हो। अहो ! इतनी चिन्तातुर क्यों हो रही 

हो ? भगवान्‌ श्रीकृष्णके चरणकमलोंका स्मरण करो। 

इससे तुम्हारा सारा दुःख दूर हो जायगा। जिन्होंने 

कौरवोकि अत्याचारसे द्रौपदीकी रक्षा की तथा 

गोपसुन्दरियोंका मनोरथ पूर्ण किया, वे श्रीकृष्ण कहीं 

चले नहीं गये हैं। तुम तो साक्षात्‌ भक्ति हो, जो उन्हें 

प्राणोंसे भी अधिक प्रिय है । तुम्हारे बुलानेपर तो भगवान्‌ 

नीच पुरुषोंके घरोंमें भी चले जाते हैं। सत्ययुग, त्रेता 

और द्वापर--इन तीन युगोंमें ज्ञान और वैराग्य मुक्तिके 

साधन थे; किन्तु कलियुगमें तो केवल भक्ति ही ब्रह्म- 
सायुज्य (मोक्ष) की प्राप्ति करानेवाली है। ऐसा सोचकर 
ही ज्ञानस्वरूप श्रीहरिने तुम्हें प्रकट किया है। तुम 
भगवत्स्वरूपा, परमानन्दचिन्मूर्त, परम सुन्दरी तथा 
साक्षात्‌ श्रीकृष्णकी प्रियतमा हो। एक जार जब तुमने 
हाथ जोड़कर पूछा था कि “मैं क्या करूँ: ?' उस समय 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने तुम्हें यही आज्ञा दी थी कि "मेरे 
भक्तोंका पोषण करो।' तुमने भगवानकी यह आज्ञा 
स्वीकार कर ली। इससे प्रसन्न होकर श्रीहरिने तुम्हें 
मुक्तिको दासीरूपमें दिया और इन ज्ञान-वैराग्यको 
पुत्ररूपमें । तुम अपने साक्षात्‌ खरूपसे तो वैकुण्ठधाममें 


ही भक्तोंका पोषण करती हो। भूलोकमें उनका पोषण 
करनेके लिये तुमने केवल छायारूप घारण कर रखा है। 
मुक्ति अपने साथ शान और वैराग्यको लेकर 
तुम्हारी सेवाके लिये इस पृथ्वीपर आयी तथा सत्ययुगके 
आरम्भसे द्वापरके अन्ततक यहाँ बड़े आनन्दसे रही; 
परन्तु कलियुग आनेपर बह पाखण्डरूप रोगसे पोड़ित 
होकर क्षीण होने लगी । तब तुम्हारी आज्ञासे यह तुरंत 
ही फिर वैकुण्ठलोकको चली गयी । अब भी वह तुम्हारे 
स्मरण करनेपर इस लोकमें आती है और फिर चली 
जाती है। इन ज्ञान और वैराग्यको तुमने पुत्र मानकर 
अपने ही पास रख छोड़ा था। कलियुगमें मनुष्योद्वारा 
इनकी उपेक्षा होनेके कारण ये तुम्हारे पुत्र उत्साहहीन और 
वृद्ध हो गये हैं; फिर भी तुम चिन्ता न कणे | मैं इनके 
उद्धारका उपाय सोचता हूँ। सुमुखि ! कलियुगके समान 
कोई युग नहीं है। इस युगमें मैं तुम्हें घर-घरमें और 
मनुष्य-मनुष्यके भीतर स्थापित कर दूँगा। अन्य जितने 
भी धर्म हैं; उन सबको दबाकर और बड़े-बड़े उत्सव 
रचाकर यदि संसारमें मैं तुम्हारा प्रचार न कर दूँ तो मैं 
श्रीहरिका दास ही नहीं। इस कलियुगमें जो जीव तुमसे 
सम्बन्ध रखेंगे, वे पापी होनेपर भी निर्भयतापूर्वक 
भगवान्‌ श्रोकृष्णके नित्य घामको चले जायँगे । जिनके 


८०५० 


$0002238 & ४ ४७ कक + ४७ 5४ ४#*+ कै ७०३३ ०2202202922220-909-09:2:90£93-5:8240:4020:90902:90:9209:002-4:2:90-8०:००३:५०००७००७७७-७७:७-७७७५७००७७०७०००७७-७ 


हृदयर्मे सदा प्रेमरूपिणी भक्ति निवास करती है, वे 
पवित्रमूर्ति पुरुष स्वभरमे भी यमराजको नहीं देखते। 
जिनके हृदयमें भक्तिभाव भरा हुआ है, उन्हें प्रेत, 
पिशाच, राक्षस अथवा असुर भी नहीं छू सकते! 
भगवान्‌ तपस्या, वेदाध्ययन, ज्ञान तथा कर्म आदि किसी 
भी साधनसे बहामें नहीं किये जा सकते। बे केवल 
पै ही वशीभूत होते हैं। इस विषयमें गोपियाँ ही 
प्रमाण हैं। सहस्रों जन्मोंका पुण्य उदय होनेपर मनुष्योंका 
भक्तिमें अनुराग होता है। कलियुगमें भक्ति ही सार है। 
भक्तिसे ही भगवान्‌ श्रीकृष्ण सामने प्रकट होते--प्रत्यक्ष 
दर्शन देते हैं। जो लोग भक्तिसे द्रोह करते हैं, वे तीनों 
लोकोंमें दुःख उठाते हैं। पूर्वकालमें भक्तका तिरस्कार 
करनेवाले दुर्वासा ऋषिको कितना फ्लैश भोगना पड़ा था । 
ब्रत, तीर्थ, योग, यज्ञ और ज्ञान-चर्चा आदि बहुत-से 
साधनोंकी क्या आवश्यकता है? एकमात्र भक्ति ही 
मोक्ष प्रदान करनेवाली है। 
इस प्रकार नारदजीद्वारा निर्णय किये हुए अपने 
माहात्म्यको सुनकर भक्तिके सारे अङ्ग पुष्ट हो गये। 
उसने नारदजीसे कहा--'नारदजी ! आप धन्य हैं। 
मुझमें आपकी निश्चल प्रीति है। मैं सदा आपके हृदयमें 
निवास करूँगी। कभी उसे छोड़कर नहीं जाऊँगी। 
साधो ! आप बड़े कृपालु हैं। आपने एक क्षणमें ही मेरा 
सारा दुःख दूर कर दिया, किन्तु अभीतक मेरे पुत्रोंको 
चेत नहीं हुआ; अतः इन्हें भी शीघ्र ही सचेत कीजिये । 
भक्तिके ये जचन सुनकर नारदजीको बड़ी दया 
आयी । वे उन्हें हाथकी अङ्गुलियोसे दबा-दनाकर जगाने 
लगे; फिर कानके पास मुँह लगाकर जोर-जोरसे 
बोले--'ओ ज्ञान ! जल्दी जागो। वैराग्य ! तुम भी 
शीघ ही जाग उठो ।' फिर वेदध्वनि, केदान्तघोष और 
बारम्बार गीत्ता-पाठ करके उन्होंने उन दोनोंको जगाया। 
इससे थे बहुत जोर लगाकर किसी तरह उठ तो गये; 
किन्तु आँख खोलकर देख न सके। आल्स्यके कारण 
दोनों ही जैंभाई लेते रहे। उनके सिंरके बाल पककर 
बगुल्मेंकी तरह सफेद हो गये थे । सारे अङ्ग रक्त-माससे 
हीन होनेके कारण कङ्कार प्रतीत होते थे। उन्हें देखकर 


० अर्खयस्व इचीकेदां यदीच्छसि परं पदम्‌ « 


( संक्षिप्त पद्मपुराण 


२७७७७७७ कक 0 6 #%*#&# *#9&+ ### 9 555४9 #. 


ऐसा जान पड़ता था, मानो सूखे काठ हॉ । भूखसे दुर्बल 
होनेके कारण वे फिर सो गये। उन्हें इस अबस्थामें 
देखकर देवर्षि नारदजीको बड़ी चिन्ता हुई। वे सोचने 
लगे “अब मुझे क्या करना चाहिये, इनकी यह नींद कैसे 
जाय, तथा यह सबसे बड़ा बुढ़ापा कैसे दूर हो?' 
शौनकजी ! इस प्रकार चिन्ता करते-करते उन्होंने 
भगवान्‌ गोविन्दका स्मरण किया। उसी समय 
आकाशवाणी हुई--'मुने ! खेद मत करो। तुम्हारा 
उद्योग निश्चय ही सफल होगा । देवर्षे ! तुम इसके लिये 
संत्कर्मका अनुष्ठान करो । वह कर्म क्या है, यह तुम्हें 
साघु-शिरोमणि संतजन बतलायेंगे। उस सत्कर्मके 
करनेपर इनकी निद्रा और वृद्धावस्था दोनों क्षणभरमें दूर 
हो जायँगी तथा सर्वत्र भक्तिका प्रसार हो जायगा ।' 

यह आकाशवाणी वहाँ सबको साफ-साफ सुनायी 
दी। इससे नारद॒जीको बड़ा विस्मय हुआ। वे कहने 
लछगे--'मैं तो इसका भाव नहीं समझ सका। इस 
आकाशनाणीने भी गुप्तरूपसे ही बात की है। यह नहीं 
बताया कि वह कौन-सा साधन करनेयोग्य है, जिससे 
इनका कार्य सिद्ध हो सके। वे संत न जाने कहाँ होंगे 
और किस प्रकार उस साधनका उपदेश देंगे। 
आकाशवाणीने जो कुछ कहा है, उसके अनुसार यहाँ 
मुझे क्या करना चाहिये ?' 

'तदनन्तर ज्ञान और वैराग्य दोनोंको नहीं छोड़कर 
नारद मुनि वहाँसे चल दिये और एक-एक तीर्थमें जाकर 
मार्ममें मिलनेवाले मुनीश्वरोसे बह साधन पूछने लगे। 
उनका वृत्तान्त सब लोग सुन लेते; किन्तु कोई भी कुछ 
निश्चय करके उत्तर नहीं देता था । कुछ स्त्रेगॉने तो इस 
कार्यको असाध्य बता दिया और कोई नोले, 'इसका 
'ठीक-ठीक पता रूगना कठिन है ।' कुछ लोग सुनकर 
मौन रह गये और कितने ही मुनि अपनी अवज्ञा होनेके 
अयसे चुपचाप खिसक गये। तीनों लोकोमे महान्‌ 
'हाहाकार मचा, जो सबको विस्मयर्मे डालनेबाला थां। 
लोग आपसमें काना-फूँसी करने लगे---'भाई ! जब 
वेदध्यनि, वेदान्तघोष और गीता-पाठ सुनानेपर भी ज्ञान 
और वैराग्य नहीं जाग सके तो अब दूसरा कोई उपाय 


+ भक्तिका कष्ट दूर करनेके लिये नारदजीका उद्योग » 


नहीं है। भला, योगी नारदको भी स्वयं जिसका ज्ञान नहीं 
है, उसे दूसरे संसारी मनुष्य कैसे बता सकते हैं ?” इस 
प्रकार जिन-जिन मुनियोंसे यह बात पूछी गयी, उन सबने 
निर्णय करके यही बताया कि यह कार्य दुस्साध्य है। 

सूतजी खोले--तब नारदजी चिन्तासे आतुर हो 
बदरीबनमें आये ! उन्होंने मन-ही-मन यह निश्चय किया 
था कि 'उस साधनकी प्राप्तिके लिये यहीं तपस्या 
करूँगा।' नदरीवनमें पहुँचते ही उन्हें अपने सामने 
करोड़ों सूर्योके समान तेजस्वी सनकादि मुनीश्वर दिखायी 
दिये । तन मुनिश्रेष्ठ नारदजीने उनसे कहा--'महात्माओ ! 
इस समय बड़े सौभाग्यसे मुझे आपलोगोंका समागम 
प्राप्त हुआ है । कुमारो ! आप मुझपर कृपा करके अब 
शीघ्र ही उस साधनको बताइये। आप सब लोग योगी, 
खुद्धिमान्‌ और बहुज्ञ विद्वान्‌ हैं। देखनेमें पाँच वर्षके 
बालक-से होनेपर भी आप पूर्वजेकि भी पूर्वज हैं। 
आपलोग सदा वैकुण्ठधाममें निवास करते हैं। निरन्तर 
हरिनामकीर्तनमें तत्पर रहते हैं। भगवल्लीलामृतका 
रसास्वादन करके सदा उन्मत्त बने रहते हैं और एकमात्र 
भगवत्कथा ही आपके जीवनका आधार है। आपके 
मुखमें सदा 'हरिः शरणम्‌' (भगवान्‌ ही हमारे रक्षक 
हैं) यह मन्त्र विद्यमान रहता है। इसीसे कालप्रेरित 
वृद्धावस्था आपको नाघा नहीं पहुँचा सकती । पूर्वकालमें 
आपके भ्रूभङ्गमात्रसे भगवान्‌ विष्णुके द्वारपाल जय और 
बिजय तुरंत ही पृथ्वोपर गिर पड़े थे और फिर आपहीकी 
कृपासे वे पुनः वैकुण्ठधाममें पहुँचे । मेरा अहोभाग्य है, 
जिससे इस समय आपका दर्शन हुआ । मैं बहुत दीन हूँ. 
और आपल्ग्रेग स्वभाबसे ही दयालु हैं; अतः मुझपर 
आपकी कृपा होनी चाहिये। आकाशवाणीने जिस 
साधनकी ओर संकेत किया है, वह क्या है? इसे 
नताइये और किस प्रकार उसका अनुष्ठान करना चाहिये, 
इसका विस्तारसहित वर्णन कीजिये। भक्ति, ज्ञान और 
वैराग्यको किस प्रकार सुख प्राप्त हो सकता है और किस 
तरह इनका प्रेमपूर्वक यल करके सब वर्णोमे प्रचार 
किया जा सकता है ?' 

श्रीसनकादि खोरके--देवर्षे! आप चिन्ता न 
संब्पष्पु० ९८- 


करें। अपने मनमें प्रसन्न हों । उनके उद्धारका एक सुगम 
उपाय पहलेसे ही मौजूद है। नारदजी ! आप घन्य हैं। 
विरक्तोके शिरोमणि हैं। भगवान्‌ श्रीकृष्णके दासोमें सदा 
आगे गिनने योग्य हैं तथा योगमार्गको प्रकाशित 
करनेवाले साक्षात्‌ सूर्य ही हैं। आप जो भक्तिके लिये 
इतना उद्योग कर रहे हैं, यह आपके लिये कोई 
आश्चर्यकी नात नहीं है, क्योंकि भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
भक्तको तो भक्तिकी सदा स्थापना करना उचित ही है। 
ऋषियोंने इस संसारमें बहुत-से मार्ग प्रकट किये है; 
किन्तु वे सभी परिश्रमसाध्य हैं और उनमेंसे अधिकांश 
स्वर्गरूप फलकी ही प्राप्ति करानेवाले हैं। भगवानकी 
प्राप्ति करानेवाला मार्ग तो अभीतक गुप्त ही रहा है। 
उसका उपदेश करनेवाला पुरुष प्रायः बड़े भाग्यसे 
मिलता है। आपको आकाशवाणीने पहले जिस 
कर्तव्यका संकेत किया है, उसे बतलाया जाता है। आप 
स्थिर एवं प्रसन्नचित्त होकर सुनिये । नारदजी ! द्रव्ययज्ञ, 
तपोयज्ञ, योगयज्ञ तथा स्वाध्यायरूप ज्ञानयज्ञ--ये सब 
तो स्वर्गादिकी प्राप्ति करानेवाले कर्ममात्रके ही सूचक हैं, 
सत्कर्मके नहीं। सल्कर्म (मोक्षदायक कर्म) का सूचक 
तो विद्वानोने केवल ज्ञानयशको माना है । श्रीमद्धागवतका 
पारायण ही वह ज्ञानयज्ञ है, जिसका शुक आदि 
महात्माओनि गान किया है। उसके शब्द सुननेसे भक्ति, 
ज्ञान और वैराग्यको बड़ा बल मिलेगा। इससे ज्ञान- 
चैसम्यका कष्ट दूर हो जायगा और भक्तिको सुख 
मिलेगा । श्रीमद्भागवतकी ध्वनि होनेपर कलियुगके ये 
सारे दोष उसी प्रकार दूर हो जायैगे, जैसे सिंहकी गर्जना 
सुनकर भेड़िये भाग जाते हैं। तब प्रेमरसकी घारा 
नहानेवाली भक्ति ज्ञान और वैराम्यके सहित प्रत्येक घरमें 
तथा प्रत्येक व्यक्तिके हृदयमें क्रीड़ा करेगी । 
नारदजीने कहा--मैने वेदध्वनि, वेदान्तधोष और 
'गीतापाठ आदिके द्वारा ज्ञान और वैराग्यको बहुत जगाया; 
किन्तु वे उठ न सके। ऐसी दशामें श्रीमद्धागवतका पाठ 
सुनानेसे चे कैसे जग सकेंगे; क्योंकि श्रीमद्धागवत- 
कथाके इल्रोक-रलोकमे और पद-पदमें वेदोंका ही 
अर्थ भरा हुआ है । आपलोग शरणागत पुरुषोंपर दया 


८५२ 


320७७3&##४५७५2/ ७४ ७४:४७४:9 39:55 8 $ ७:53: $:5::/:8#*४##४&» ४ # & ४४४४ & ४ $ &+ ४ $ ४ *+:»** 5४6 *## ४ ४ ४४५५५ ५५५५४५४५५५४ ५५४५०१५५४४. 


“करनेवाले हैं। आपका दर्शन कभी व्यर्थ नहीं जाता; 
इसलिये मेरे सन्देहका निवारण कीजिये। इस कार्यमें 
विलम्ब नहीं करना चाहिये । 

श्रीसनकादि बोले--नारदजी ! श्रोमद्धागगतकी 
कथा वेद और उपनिष्देकि सारसे प्रकट हुई है, अतः 
उनसे पृथक्‌ फलके रूपमें आकर यह उनकी अपेक्षा भी 
अत्यन्त उत्तम प्रतीत होती है। जैसे आमके वृक्षमें जड़से 
लेकर शाखातक रस मौजूद रहता है, किन्तु उसका 
आस्वादन नहीं किया जा सकता; फिर बही एकत्रित होकर 
जब उससे पृथक्‌ फलके रूपमें प्रकट होता है तो संसारमें 
सबके मनको प्रिय लगता है। जैसे दूधमें घी रहता है; 
किन्तु डस समय उसका अलग स्वाद नहीं मिलता । फिर 
बही जब उससे पृथक्‌ हो जाता है तो दिव्य जान पड़ता 
है और देवताऑके लिये भी स्वादवर्धक हो जाता है। 
खाँड ईखके आदि, मध्य और अन्त--प्रत्येक भागमें 
व्याप्त रहती है; तथापि उससे पृथक्‌ होनेपर ही उसमें 
अधिक मधुरता आती है । इसी प्रकार यह श्रीमद्धागवतकी 
कथा भी है । यह श्रीमद्धागवतपुराण वेदोंके समान माना 
गया है। श्रीवेदव्यासजीने भक्ति, ज्ञान और वैराग्यकी 


= अर्खयस्व हवीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


arspeenneseeseseseesseee%%५५५५५११॥५-४४. 


स्थापनाके लिये ही इसे प्रकट किया है । पूर्वकालमें जिस 
समय वेद-वेदान्तके निष्णात विद्वान्‌ और गीताकी भी 
रचना करनेवाले वेदव्यासजी खिन्न होकर अज्ञानके 
समुद्रमें डूब रहे थे, उस समय आपने ही उन्हें चतुः₹लोकी 
भागवतका उपदेश किया था। उसका श्रवण करते ही 
व्यासदेवकी सारी चिन्ताएँ तत्काल दूर हो गयी थीं । उसी 
श्रीमद्धागवतके विषयमे आपको आश्चर्य क्यों हो रहा है, 
जो आप हमसे सन्देह पूछ रहे हैं ? श्रीमद्धागवत-झास्त्र 
समस्त शोक और दुःखका विनाश करनेवाला है । 

नारद्जीने कहा--महानुभावो ! आपका दर्शन 
जीवके समस्त अमङ्गलका तत्काल नाश कर देता है 
और सांसारिक दुःखरूपी दावानलसे पीड़ित प्राणियॉपर 
शान्तिकी वर्षा करता है। आप निरन्तर शोषजीके सहस्र 
मुर्खोद्वारा वर्णित भगवत्कथामृतका पान करते रहते हैं, मैं 
प्रेमलक्षणा-भक्तिका प्रकाश करनेके उद्देशयसे आपकी 
झरणमें आया हूँ। अनेक जन्मोकि सञ्चित सौभाग्यप्रद 
पुण्यका उदय होनेपर जन कभी मनुष्यको सत्संग प्राप्त 
होता है, तभी अज्ञानजनित मोहमय महान्‌ अन्धकारका 
नाश करके विवेकका उदय होता है। 


खनन औ = 
सनकादिद्वारा श्रीमद्धागकतकी महिमाका वर्णन तथा कथा-रससे पुष्ट होकर भक्ति, 
ज्ञान और वैराग्यका प्रकट होना 


नारदजी बोले- शानयोगकै विशेषज्ञ महात्माओ ! 
अब मैं भक्ति, ज्ञान और वैराग्यकी स्थापना करनेके लिये 
श्रीशुकदेजजीके कहे हुए श्रीमद्भागवतझास्त्रकी कथाद्वारा 
'यलपूर्वक उज्ज्वल ज्ञानयज्ञ करूँगा। यह यज्ञ मुझे कहाँ 
करना चाहिये ? इसके लिये कोई स्थान बतलाइये। 
आपलोग वेदोके पारंगत विद्वान्‌ हैं, इसलिये मुझे 
शुकशास्त्र (श्रीमद्भागवत) की महिमा भी सुनाइये 
और यह भी बताइये कि श्रीमद्धागवतकी कथा कितने 
दिनोमें सुननी चाहिये तथा उसके सुननेके लिये कौन-सी 
विधि है ! 

आओसनकादिने कहा--नारदजी ! आप विनयी 
और विवेकी हैं, सुनिये--हम आपकी पूछी हुई सभी 


बातें बताते हैं । हरद्वारके समीप एक आनन्द नामका घाट 
है। वहाँ अनेकों ऋषि-महर्षि रहते हैं तथा देखता और 
सिद्धलोग भी उसका सेवन करते हैं । नाना प्रकारके 
वृक्षा और लताओंसे यह स्थान व्याप्त है । वहाँ नूतन एवं 
कोमळ बाळू बिछी हुई है। वह घाट बड़ा ही सुरम्य और 
एकान्त प्रदेशामें है। सुवर्णमय कमल उसकी शोभा 
जढ़ाया करते हैं। उसके आस-पास रहनेवाले जीवॉके 
'मनमें वैरका भाव नहीं ठहरने पाता। वहाँ अधिक 
समारोहके निना ही आपको ज्ञान-यज्ञका अनुष्ठान करना 
चाहिये। उस स्थानपर जो कथा होगी, उसमें बड़ा अपूर्व 
रस मिलेगा। भक्ति भी निर्बल एवं जरा-जीर्ण शारीरवाले 
आपने दोनों पुत्रोंकी आगे करके यहीं आ जायगी; क्योकि 


उत्तरखण्ड 3 


१००९" 


* सनकादिद्वारा श्रीमद्धागवत्तकी महिमाका वर्णन तथा वैराग्यका प्रकट होना » 


2५७५७७५७७७ ७७९७७७ कक 6 


Ot] 


जहाँ श्रीमद्धागनतकी कथा होती है, वहाँ ये भक्ति आदि 
स्वतः पहुँच जाते हैं। वहाँ कानोंमें कथाका शब्द पड़नेसे 
तीनों ही तरुण हो जायेंगे । 

ऐसा कहकर देवर्षि नारदजीके साथ सनकादि भी 
भागवत-कथारूपी अमृतका पान करनेके लिये शीघ्र ही 
हरद्वारमें गङ्गाजीके तटपर आ गये । जिस समय वे वहाँ 
तटपर पहुँचे भूलोक, देवलोक तथा ब्रह्मलोकमें-- 
सब जगह इस कथाका शोर हो गया। रसिक भक्त 
औमद्धागवतामृतका पान करनेके लिये वहाँ सबसे पहले 
दौड़-दौड़कर आने लगे। भृगु, वसिष्ठ, च्यवन, गौतम, 
मेधातिथि, देवल, देवरात, परशुराम, विश्वामित्र, 
झाकल, मार्कण्डेय, दत्तत्रेय, पिप्पलाद, योगेश्वर व्यास 
और पराशर, श्रीमान्‌ छायाशुक, जाजलि और जहू आदिं 
सभी प्रधान मुनिगण आपने पुत्र, मित्र और स्त्रियॉको 
साथ लिये बड़े प्रेमसे वहाँ आये। इनके सिवा खेद, 
वेदान्त, मन्त्र, तन्त्र, सतरह पुराण और छहों शास्त्र भी 
यहाँ मूर्तिमान्‌ होकर उपस्थित हुए। गङ्गा आदि नदियाँ, 
पुष्कर आदि सरोवर, समस्त क्षेत्र, सम्पूर्ण दिझाएँ, 
दण्डक आदि जन, नाग आदि गण, देव, गन्धर्व और 
किन्नर---सभी कथा सुननेके लिये चले आये । जो लोग 
अपनेको बड़ा माननेके कारण संकोचबश वहाँ नहीं 
उपस्थित हुए थे, उन्हें महर्षि भगु समझा-बुझाकर 
रू आये। 

तदनन्तर, कथा सुनानेके लिये दीक्षा अहण कर 
लेनेपर श्रीकृष्ण-परायण सनकादि नारदजीके दिये हुए 
उत्तम आसनपर विराजमान हुए। उस समय सभी 
श्रोताओनि उनको मस्तक झुकाया | श्रोताओंमें वैष्णव, 
विरक्त, संन्यासी और ब्रह्मचारी--ये सबसे आगे बैठे 
और उनके भी आगे देवर्षि नारदजी विराजमान हुए । एक 
ओर ऋषि बैठे थे और दूसरी ओर देवता। वेदों और 
उपनिषदोका अलग आसन था। एक ओर तीर्थ 
विराजमान हुए और दूसरी ओर खियाँ । उस समय सन 
ओर जय-जयकार, नमस्कार और झाका शब्द होने 
लगा । अनोर-गुलाल आदि चूर्ण, खील और फूलोंकी 
खूब वर्षा हुई । कितने ही देवेश्वर विमानोपर बैठकर यहाँ 


उपस्थित हुए सब लोगॉपर कल्पवृक्षके फूलोंकी वर्षा 
करने लगे! 

इस अकार जब पूजा समाप्त हुई और सब लोग 
एकाग्रचित्त होकर बैठ गये, तब सनकादि मुनि 
महात्मा नारदको श्रीमद्धागवतका माहात्म्य स्पष्ट करके 
बतलाने लगे । 

श्रीसनकादिने कहा--नारदजी ! अब हम 
आपसे इस भागवत-शासतरकी महिमाका वर्णन करते हैं। 
इसके सुननेमात्रसे ही मुक्ति हाथ लग जाती है। 
श्रीमद्धागवतकी कथाका सदा ही सेवन करना चाहिये, 
सदा ही सेबन करना चाहिये। इसके श्रनणमात्रसे 
मुक्तिरत्रकी ग्राप्ति हो जाती है । यह ग्रन्थ अठारह हजार 
इलोकोंका है । इसमें बारह स्कन्ध हैं । यह राजा परीक्षित्‌ 
और श्रीशुकदेव मुनिका संवादरूप है। हम इस 
श्रीमद्धागवतको सुनाते हैं, आप ध्यान देकर सुनें। जीव 
तभीतक अज्ञाननश इस संसार-चक्रमें भटकता है, 
जनतक कि क्षणभरके लिये भी यह श्रीमद्रागनत-कथा 
उसके कानॉमें नहीं पड़ती । बहुत-से शास्त्रों और 
पुराणोके सुननेसे क्या लाभ । इससे तो भ्रम ही बढ़ता 
है। भागवत-शास्त्र अकेला ही मोक्ष देनेके लिये गरज 
रहा है। जिस घरमें प्रतिदिन श्रीमद्धागवतकी कथा होती 
है, वह घर तीर्थस्करूप हो जाता है। जो लोग उसमें 
निवास करते हैं, उनके पापोंका नाश कर देता है । सहस्रं 
अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेय यज्ञ भी इस 
श्रीमद्धागवतकी कथाका सोलहयाँ अंश भी नहीं हो 
सकते | तपोधनो ! मनुष्य जबतक श्रीमद्धागवतकथाका 
भलीभाँति श्रवण नहीं करते, तभीतक उनके दारीरमें पाप 
ठहर सकते हैं। गङ्गा, गया, काशी, पुष्कर और 
प्रयाग--ये श्रीमद्धागवत-कथाके फलकी बराबरी नहीं 
कर सकते । ॐकार, गायत्रीमन्त्र, पुरुषसूक्त, ऋक्‌, साम 
और यजु:--ये तीनों वेद, श्रीमद्भागवत, *३ नब्ले 
भगवते बासुदेवाय' यह द्वादशाक्षर मन्त्र, बारह 
मूर्तियोवाले सूर्य, प्रयाग, संवत्सररूप काल, ज़ाह्मण, 
अग्निहोत्र, गौ, द्वादशी तिथि, तुलसी, वसन्त ऋतु और 
भगवान्‌ पुरुषोत्तम--इन सबमें विद्वान्‌ पुरुष वस्तुतः 


८५४ 


० अर्चयस्व हृवीकेशी यदीच्छसि पर पदम + 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


Sehrresennnssserrnnrernneseaesessesssennsnensensxeeee ५4५५७ ५५५५५५५४५०४०५.४५॥५५४५५५४५५५५५१५००५५५५१०५४४. 
28-५१५ १-५ ३-५ ^ १-* ४-५ २४-३ ‰ ४.५५ कक ५५५ ५५. ४४५४४ ५.५ २४ ४४४. ९५५.५९ ‰ ४-४४ ५ ९४४ ४ ४४४० ५४% ५ #५६४४४. 


कोई अन्तर नहीं मानते। जो मनुष्य प्रतिदिन 
श्रीमद्भागनत-शासतरका अर्थसहित पाउ करता है, उसके 
करोड़ों जन्मॉके किये हुए पापका नाश हो जाता 
है--इसमें तनिक भी सन्देह नहीँ है। जो नित्यप्रति 
श्रीमद्धागवतके आधे या चौथाई झइलोकका भी पाठ 
करता है, उसे राजसूय और अश्वमेध यज्ञोंका फल प्राप्त 
होता है। नित्य श्रीमद्धागवतका पाठ करना, श्रीहरिका 
ध्यान करना, तुलसीके पौधेको सींचना और गौओंकी 
सेवा करना--ये चारों समान हैं। जो पुरुष अन्तकालमें 
श्रीमद्धागवतका वाक्य सुन लेता है, उसपर प्रसन्न हो 
भगवान्‌ गोविन्द उसे अपना वैकुण्ठधामतक दे डालते 
हैं। जो मानव इसे सोनेके सिंहासनपर रखकर श्रीविष्णु- 
भक्तको दान करता है, उसे निश्चय ही भगवान्‌ 
शरीकृष्णका सायुज्य प्राप्त होता है। जिस दुष्टने अपने 
जन्मसे लेकर समस्त जीबनमें चित्तको एकाग्र करके 
कभी औमद्धागनत-कथामृतका थोड़ा-सा भी रसास्वादन 
नहीं किया, उसने अपना सारा जन्म चाण्डाल और गधेके 
समान व्यर्थ ही गैंवा दिया । वह तो माताको प्रसवकी 
पीड़ा पहुँचानेके लिये ही उत्पन्न हुआ था। यह कितने 
खेदकी बात है। जिसने इस शुक-शाख्रके थोडे-से भी 
'अचन नहीं सुने, वह पापात्मा जीते-जी भी मुर्देके ही 
समान है। नह इस पृथ्वीका भाररूप है। मनुष्य होकर 
भी पशुके ही तुल्य है। उसे धिक्कार है--इस प्रकार 
उसके बिषयमें स्वर्गके प्रघान-प्रधान देवता कहा करते 
हैं। संसारमें श्रीमद्धागवतकी कथा परम दुर्लभ है । जन 
करोड़ों जन्भोकि पुण्योंका उदय होता है, तभी इसकी प्राप्ति 
होती है। 
इसलिये योगनिधि बुद्धिमान्‌ नारदजी ! 
श्रीमद्धागवतका यल्रपूर्वक श्रवण करना चाहिये। इसके 
लिये दिनोंका कोई नियम नहीं है । सदा ही इसका सुनना 
उत्तम माना गया है । सत्यभाषण और जह्मचर्यका पालन 
करते हुए सदा ही इसको सुनना उत्तम है, किन्तु 
करिल्युगमें ऐसा होना बहुत ही कठिन है, इसलिये इसके 
विषयमें श्रीशुकदेवजीके आदेशके अनुसार यह विशेष 
विधि जान लेनी चाहिये। मनके असंयम, रोगेकि 


आक्रमण, मनुष्योंकी आयुके हास और कलियुगके 
अनेक दोषोंकी सम्भावनाके कारण एक सप्ताहमें ही 
भागवतके श्रवणका नियम किया गया है। कलियुगमें 
अधिक दिनोंतक मनकी वृत्तियॉपर काबू रखना, 
नियमॉका पालन करना और विधिपूर्वक दीक्षा ग्रहण 
करना बहुत कठिन है; इसलिये इस समय सप्ताह- 
श्रवणका विधान है । प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक श्रीमद्धागवतको 
आदिसे अन्ततक सुननेका जो फल है, वही 
श्रीशुकदेवजीने सप्ताहश्रवणमें भी बताया है। तपस्या, 
योग और समाधिसे भी जिस फलकी प्राप्ति असम्भव है, 
वह सब श्रीमद्धागवतका सप्ताह-श्रवण करनेसे अनायास 
ही मिल जाता है । सप्ताहश्रवण यज्ञसे भी बढ़कर अपने 
महत्त्वकी घोषणा करता है, ब्रतसे भी अधिक होनेका 
दावा करता है, तपस्यासे भी श्रेष्ठ होनेकी गर्जना करता है 
और तीर्थसे तो वह सदा बढ़कर है ही । इतना ही महीं, 
सप्ताहश्रवण योगसे भी बढ़कर है, ध्यान और ज्ञानसे भी 
बढ़ा-चढ़ा है। कहाँतक उसकी विशेषताका वर्णन करें) 
अरे ! वह तो सबसे बढ़-चढ़कर है । 

झौनकजीने पूछा--सूतजी ! यह तो आपने बड़े 
आश्चर्यकी बात बतायी। माना कि यह श्रीमद्धागवत- 
पुराण योगवेत्ता ब्रह्माजीके भी आदिकारण भगवान्‌ 
श्रीपुरुषोत्तमका निरूपण करनेवाला है; परन्तु यह इस 
युगमें ज्ञान आदि साधनॉका तिरस्कार करके उनसे भी 
बढ़कर कल्याणका साधक कैसे हो गया ? 

सूतजीने कहा--शौनकजी ! जब भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण इस घराधामको छोड़कर अपने परम धामको 
पधारनेके लिये उद्यत हुए, उस समय उद्धवजीने उनके 
मुखसे एकादशस्कन्धमें वर्णित ज्ञानका उपदेश सुनकर भी 
उनसे इस प्रकार कहा । 

उद्धवजी खोले--गोविन्द ! अब आप तो अपने 
भक्तोंका कार्य सिद्ध करके परमघामको पघारना चाहते हैं; 
किन्तु मेरे मनमें एक बहुत बडी चिन्ता है, उसे सुनकर 
आप मुझे सुखी कीजिये । देखिये, यह भयङ्कर कलिकाल 
आया ही चाहता है। अब फिर संसारमें दुष्टलोग उत्पन्न 
हॉंगे। उनके संसर्गसे साघु पुरुष भी उम्र स्वभाव हो 


उत्तरखण्ड ] 


* सनकादिद्वारा श्रीमद्भागवतकी महिमाका वर्णन तथा वैराग्यका प्रकट होना + 


८५५ 


जायँगे। उस समय उनके भारसे दबी हुई यह 
गोरूपधारिणी भूमि किसकी शरणमें जायगी । कमल- 
नयन ! मुझे तो आपके सिवा दूसरा कोई इसका रक्षक 
नहीं दिखायी देता; इसलिये भक्तवत्सल ! आप साधु 
पुरुषोंपर दया करके यहाँसे मत जाइये निराकार एवं 
चिन्मय होते हुए भी आपने भक्तोंके लिये ही यह सगुण 
रूप धारण किया है। अब वे ही भक्त आपके वियोगमें 
इस पृथ्वीपर कैसे रह सकेंगे ? निर्गुणकी उपासनामें तो 
बहुत कठिनाई है, अतः वह उनसे हो नहीं सकती; 
इसलिये मेरे कथनपर कुछ विचार कीजिये। 
सूतजी कहते हें--प्रभासक्षेत्रमे उद्धवजीके ये 
बचन सुनकर श्रीहरिने सोचा--'भक्तोंके अवलम्बके 
लिये इस समय मुझे क्या करना चाहिये ?' इस प्रकार 
विचार करके भगवानते अपना सम्पूर्ण तेज 
शरीमद्धागवतमें स्थापित कर दिया । वे अन्तर्धान होकर 
श्रीमद्धागवतरूपी समुद्रमे प्रवेश कर गये; इसलिये यह 
श्रीमद्भागवत भगवान्‌की साक्षात्‌ वाङ्गयी मूर्ति है । इसके 
सेवनसे तथा सुनने, पढ़ने और दर्शन करनेसे यह सब 
पापोंका नाश कर देती है। इसीसे इसका सप्ताहश्रनण 
सबसे बढ़कर माना गया है। कलियुगमें अन्य सब 
साधनोंको छोड़कर इसीको प्रधान धर्म नताया गया है । 
दुःख, दरिद्रता, दुर्भाग्य और पापोंको धो डालनेके लिये 
तथा काम और क्रोधको काबूमें करनेके लिये 
करिकालमें यही प्रधान धर्म कहा गया है; अन्यथा 
भगवान्‌ विष्णुकी मायासे पिण्ड छुड़ाना देवताओंके स्त्य 
भी कठिन है, फिर मनुष्य तो उसे छोड़ ही कैसे सकते 
हैं। अतः इससे छुटकारा पानेके लिये भी सप्ताह- 
श्रवणका विधान किया गया है। 
शौनकजी ! जब सनकादि ऋषि इस प्रकार सप्ताह- 
श्रबणकी महान्‌ महिमाका वर्णन कर रहे थे, उस समय 
सभामें एक बड़े आश्चर्यकी बात हुई; उसे मैं बतळाता हूँ, 
सुनिये । भ्रमरूपा भक्ति तरुण अवस्थाको प्राप्त हुए अपने 
दोनों पुत्रोंको साथ ले सहसा वहाँ प्रकट हो गयी। उस 
समय उसके मुखसे “श्रीकृष्ण ! गोविन्द ! हरे! 
मुरारे ! हे नाथ! नारायण ! वासुदेव !” आदि 


भगवत्नामोंका बारम्बार उच्चारण हो रहा था । उस समाजमें 
बैठे हुए श्रोताओनि जब श्रीमद्भागवतके अर्थभूत, 
भगवानके गरेकी हार. एवं मनोहर वेषवाली भक्ति- 
देवीको बहाँ उपस्थित देखा तो वे मन-ही-मन तर्क करने 
लगे--'ये मुनियोंके बीचमें कैसे आ गयीं ? इनका यहाँ 
किस प्रकार प्रवेश हुआ ?' तब सनकादिने कहा--'इस 
समय ये भक्तिदेवी यहाँ कथाके अर्थसे ही प्रकट 


हुई हैं ।' उनके ये वचन सुनकर भक्तिने पुत्रोंसहित अत्यन्त 
विनीत हो सनत्कुमारजीसे कहा--'महानुभाव ! मैं 
कलियुगमें नष्टप्राय हो गयी थी; किन्तु आपने 
भागवत-कथारूप अमृतसे सींचकर आज फिर मुझे पुष्ट 
कर दिया । अब आपलोग बताइये, मैं कहाँ रहूँ ?' तब 
ब्रह्मकुमार सनकादि ऋषियॉने कहा--'भक्ति भक्तोके 
हृदयमें भगवान्‌ गोविन्दके सुन्दर रूपकी स्थापना 
करनेवाली है। बह अनन्य प्रेम प्रदान करनेवाली तथा 
संसार-रोगको हर लेनेवाली है। तुम बही भक्ति हो, 
अतः धैर्य धारण करके नित्य-निरन्तर भक्तोके इदय- 
मन्दिरमें निवास करो। वहाँ ये कलियुगके दोष सारे 
संसारपर प्रभाव डालनेमें समर्थ होकर भी तुम्हारी ओर 
आँख उठाकर देख भी नहीं सकते।' इस प्रकार उनकी 
आज्ञा पाते ही भक्तिदेवी भगवद्भक्तोके इदय-मन्दिस्मे 
विराजमान हो गर्यौ । शौनकजी ! जिनके हृदयमें एकमात्र 
औहरिकी भक्तिका ही निवास है, वे मनुष्य सारे संसारमें 


निर्धन होनेपर भी धन्य हैं; क्योंकि इस भक्तिकी डोरीसे 
बैधकर साक्षात्‌ भगवान्‌ भी अपने धामको छोड़कर 
सर्वथा उनके हृदयमें बस जाते हैं। भूत्त्रेकमें यह 
श्रीमद्भागवत साक्षात्‌ परजह्मका स्वरूप है। हम इसको 
== चच 
कथामें भगवानका प्रादुर्भाव, आत्मदेव ब्राह्मणकी कथा--धुन्धुकारी और गोकर्णकी 
उत्पत्ति तथा आत्मदेवका वनगमन 


सूतजी कहते हैं--शौनकजी ! तदनन्तर अपने 
भक्तोंके हृदयमें अलौकिक भक्तिका प्रादुर्भाव हुआ देख 
भक्तवत्सल भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपना धाम छोड़कर वहाँ 
पधारे। उनके गलेमें वनमाला शोभा पा रही थी। 
श्रीविग्रह नूतन मेघके समान इयामवर्ण था। उसपर 
पीताम्बर सुशोभित हो रहा था। भगवानकी वह झाँकी 
चित्तको चुराये लेती थी। उनका कटिप्रदेश करधनीकी 
लड़ियोंसे आलकक था । मस्तकपर मुकुट और कानोंमें 
कुण्डल शोभा पा रहे थे। बाँकी अदासे खडे होनेके 
कारण बे बड़े मनोहर भतीत होते थे। वक्षःस्थलपर 
सुन्दर कौस्तुभमणि दमक रही थी। सारा श्रीअङ्ग 
हरिंचन्दनसे चर्चित था। करोड़ों कामदेवोंकी रूप-माघुरी 
उनपर निछावर हो रही थी। इस प्रकार वे परमानन्द- 
चिन्मूर्ति परम मधुर मुरलीघर श्रीकृष्ण अपने भक्तोंके 
निर्मल डदयमे प्रकट हुए । वैकुण्ठ (गोलोक) में निवास 
करनेवाले जो उद्धव आदि वैष्णव हैं, ने भी बह कथा 
सुननेके लिये गुप्तरूपसे वहाँ उपस्थित थे। भगवानके 
सथारते ही वहाँ चारों ओरसे जय-जयकारकी ध्वनि होने 
लगी। उस समय भक्तिरसका अलौकिक प्रवाह नह 
चल्त्र। अबीर और गुलालके साथ ही फूलॉंकी वर्षा होने 
गी । बारम्बार रांखध्वनि होती रहती थी। उस समामें 
जितने लोग विराजमान थे, उन्हें आपने देह-गेह और 
आत्मातककी सुध-बुघ भूल गयी थी। उनकी यह 
तन्मयताकी अवस्था देख देवर्षि नारदजी इस प्रकार 
कहने लगे--- 
जारदजी बोरे--सुनीश्चरो ! आज मैने सप्ताह 
अवणकी यह बड़ी अलौकिक महिमा देखी है । यहाँ जो 


महिमाका आज तुमसे कहाँतक बखान करें। इसका 
आश्रय लेकर पाठ करनेपर इसके वक्ता और श्रोता दोनों 
ही भगवान्‌ श्रीकृष्णको समता प्राप्त कर लेते हैं; अतः 
इसको छोड़कर अन्य घमेसि क्या प्रयोजन है? 


मूढ़, राठ और पशु-पक्षी आदि हैं, वे भी इसके प्रभावसे 
पापशून्य प्रतीत होते हैं। अतः इस मर्त्यलोकमें चित्त- 
गुद्धिके लिये इसके सिवा और कोई उपाय नहीं है। 
कलिकालमें यह श्रीमद्धागवतकी कथा ही पाप-राशिका 
विनाश करनेवाली है । इस कथाके समान पृथ्वीपर दूसरा 
कोई साधन नहीं है। अच्छा, अन मुझे यह बताइये कि 
इस कथामय सप्ताहयज्ञसे संसारमें कौन-कौन लोग शुद्ध 
होते हैं। मुनिवर ! आपलोग बड़े दयालु हैं। आप- 
लोगोनि लोकहितका विचार करके यह बिलकुल निराला 
मार्ग निकाल्त्र है। 

सनकादिने कहा-_ देवर्षे ! जो लोग सदा ही 
भाँति-भाँतिके पाप करते हैं, दुराचारमें प्रवृत्त रहते हैं और 
शारत्र-विरुद्ध मार्गॉसे चलते हैं तथा जो क्रोधामिसे 
जलनेवाले, कुटिल और कामी हैं, वे सभी कलिकालमें 
सप्ताहयज्ञसे पवित्र हो जाते हैं। जो सत्यसे हीन, पिता- 
माताकी निन्दा करनेवाले, तृष्णासे व्याकुल, आश्रम- 
घर्मसे रहित, दम्भी, दूसरोंसे डाह रखनेवाले और 
आणियोंकी हिसा करनेवाले हैं, जे भी कलियुगमें 
सप्ताहयज्ञसे पवित्र हो जाते हैं । जो मदिरा-पान, ब्रह्महत्या, 
सुवर्णकी चोरी, गुरुफली-गमन और विश्वासघात- ये 
पाँच भयेकर पाप करनेवाले, छल-छदामे प्रकृत 
रहनेषाले, क्रूर, पिशाचोंके समान निर्दयी, ब्राह्मणोके 
धनसे पुष्ट होनेवाले और व्यभिचारी हैं, वे भी कलियुगमें 
सप्ताहयझ्से पवित्र हो जाते हैं। जो शठ हठपूर्वक मन, 
वाणी और शरीरके द्वारा सदा पाप करते रहते हैं, दूसरेकि 
धनसे पुष्ट होते हैं, मलिन शरीर तथा खोटे-हृदयवाले हैं, 
चे भी कलियुगमें सप्ताहयज्ञसे पवित्र हो जाते हैं। 


उत्तरस्ण्ड ] 


$330०७७४७७७»५:५५५५५७५००५००४५५४५४५५५५४५2:६%%*७&90.3:#*५*७४५५७७७४७७७४७४७ ७७9७७ ७ ४४:++:& ७: :6/:“: ४:४४: 0## 0७. 


नारदजी ! इस विषयमें अब हम तुम्हें एक प्राचीन 
इतिहास सुनाते हैं, जिसके श्रवणमात्रसे पापोंका नाश हो 
जाता है। पूर्वकालकी बात है-_तुक्गभद्रा नदीके तटपर 
एक उत्तम नगर बसा हुआ था । वहाँ सभी वर्णेकि लोग 
अपने-अपने धर्मोका पालन करते और सत्य एनं 
सत्कर्ममें लगे रहते थे। उस नगरमें आत्मदेव नामक 
एक ब्राह्मण रहता था, जो समस्त वेदोंका विशेषज्ञ और 
श्रौत-स्मार्त कर्मोसें निष्णात था। बह ब्राह्मण द्वितीय 
सूर्यकी भाँति तेजस्वी जान पड़ता था। यद्यपि बह 
भिक्षासे ही जीवन-निर्वाह करता था, तो भी लोकमें 
धनवान्‌ समझा जाता था! उसको खीका नाम धुन्धुली 
था। जह सुन्दरी तो थी ही, अच्छे कुलमें भी उत्पन्न हुई 
थी। फिर भी स्वभावकी बड़ी हठीली थी। सदा अपनी 
ही टेक रखती थी। हमेशा दूसरे लोगोंकी चर्चा किया 
करती थी। उसमें क्रूरता भी थी तथा वह प्रायः बहुत 
बकवाद किया करती थी। परन्तु घरका काम-काज 
करनेमें बड़ी बहादुर थी! कंजूस भी कम नहीं थी। 
'कलहका तो उसे व्यसन-सा हो गया था। बे दोनों 
पति-पत्नी बड़े प्रेमसे रहते थे । फिर भी उन्हें कोई सन्तान 
नहीं थी। इस कारण धन, भोग-सामग्री तथा घर आदि 
कोई भी वस्तु उन्हें सुखद नहीं जान पड़ती थी | कुछ 
कालके पश्चात्‌ उन्होंने सन्तान-प्राप्तिके लिये घर्मका 
अनुष्ठान आरम्भ किया। बे दीनोंको सदा गौ, भूमि, 
सुवर्ण और वस्त्र आदि दान करने लगे । उन्होंने अपने 
धनका आधा भाग धर्मके मार्गपर खर्च कर दिया; तो भी 
उनके न कोई पुत्र हुआ, न पुत्री । इससे ब्राह्मणको बड़ी 
चिन्ता हुई । नह आकुल हो उठा और एक दिन अत्यन्त 
दुःखके कारण घर छोड़कर वनमें चला गया। यहाँ 
दोपहरके समय उसे प्यास लगी, इसलिये वह एक 
पोखरेके किनारे गया और वहाँ जल पीकर बैठ रहा। 
सन्तानहीनताके दुःखसे उसका सारा शरीर सूख गया 
था। उसके बैठनेके दो ही घडी बाद एक संन्यासी वहाँ 
आये। उन्होने भी पोखरेमें जल पीया। ज़ाह्मणने देखा, 
थे जल पी चुके हैं, तो वह उनके पास गया और चरणोंमें 
मस्तक झुकाकर जोर-जोरसे साँस लेता हुआ सामने 


* क्षामे भगवानका आदुर्भाव, आत्मदेव ग्राह्मणकी कथा तथा वनगमन +» 


८५७ 


खड़ा हो गया। 

संन्यासीने पूछा--ब्राह्मण ! तुम रोते कैसे हो? 
तुम्हें क्या भारी चिन्ता सता रही है ? तुम शीघ्र ही मुझसे 
अपने दुःखका कारण बताओ। 

ब्राह्मणने कहा--मुने ! मैं अपना दुःख क्या 
कहूँ, यह सब मेरे पूर्वपापोका सित फल है। [मेरे 
कोई सन्तान नहीं है, इससे मेरे पितर भी दुःखी हैं; वे] 
मेरे पूर्वज मेरी दी हुई जलाझलिको जब पीने लगते हैं, 
उस समय वह उनकी चिन्ताजनित साँसॉसे कुछ गर्म हो 
जाती है। देवता और ब्राह्मण भी मेरी दी हुई वस्तुको 
असन्नतापूर्वक नहीं लेते! सन्तानके दुःखसे मेरा संसार 
सूना हो गया है, अतः अब मैं यहाँ प्राण त्यागनेके लिये 
आया हूँ। सन्तानहीन पुरुषका जीवन धिक्कारके योग्य है । 
जिस घरमें कोई सन्तान--कोई बाल-बच्चे न हों, वह घर 
भी धिक्कार देनेयोग्य है। निस्सन्तान पुरुषके घनको भी 
भिक्कार है ! तथा सन्तानहीन कुल भी धिक्कारके ही योग्य 
है। [मैं अपने दुर्भाग्यको कहाँतक बताऊँ ?] जिस 
गायको पालता हूँ, वह भी सर्वथा वन्ध्या हो जाती है। 
मैं जिसको रोपता हूँ, उस वृक्षमें भी फल नहीं छगते । 
इतना ही नहीं, मेरे घरमें बाहरसे जो फल आता है, वह 
भी शीघ्र ही सूख जाता है | जन मै ऐसा अभागा और 
सन्तानहीन हूँ, तो इस जीवनको रखनेसे क्या लाभ है। 

यों कहकर वह ग्राह्मण दुःखसे व्यथित हो उठा 
और उन संन्यासी बाबाके पास फूट-फूटकर रोने लगा । 
संन्यासीके हृदयमें बड़ी करुणा भर आयी। खे योगी भी 
थे, उन्होंने ब्राह्मणके लर्त्रटमें लिखे हुए विधाताके 
अक्षरोंको पढ़ा और सब कुछ जानकर विस्तारपूर्वक 
कहना आरम्भ किया। 

संन्यासीने कहा--ब्राह्मण ! सुनो, मैने इस 
समय तुम्हारा आरब्ध देखा है। उससे जान पड़ता है कि 
सात जन्मॉतक तुम्हारे कोई सन्तान किसी अकार नहीं हो 
सकती; अतः सन्तानका मोह छोड़ो, क्योंकि यह महान्‌ 
अज्ञान है। देखो, कर्मकी गति बड़ी प्रबल है; अतः 
विवेकका आश्रय लेकर संसारकी वासना त्याग दो। 
अजी ! पूर्वकालमें सन्तानके ही कारण राजा सगर और 


* अर्चयस्व हृषीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


अङ्गको दुःख भोगना पड़ा था; इसलिये अब तुम 
कुटुम्बक आशा छोड़ दो । त्यागमें ही सब प्रकारका 
सुख है। 

. ब्राह्मण बोले- बाबा ! विवेकसे वया होगा? 
मुझे तो जैसे बने वैसे पुत्र ही दीजिये; नहीं तो मैं शोकसे 
मूर्च्छित होकर आपके आगे ही प्राण त्याग दूँगा । पुत्र 

सुखसे हीन यह संन्यास तो सर्वथा नीरस ही है । 
संसारमें पत्र-पौत्रॉसे भरा हुआ गृहस्थाश्रम ही सरस है । 
आह्यणका यह आग्रह देख उन तपोधनने कहा-- 
“देखो, विघाताके लेखको मिटानेका हठ करनेसे राजा 
चित्रकेतुको कष्ट भोगना पड़ा; अतः दैवने जिसके 
पुरुषार्थको कुचल दिया हो, ऐसे पुरुषके समान तुम्हें 
पुत्रसे सुख नहीं मिलेगा; फिर भी तुम हठ करते जा रहे 
हो। तुम्हें केवळ अपना स्वार्थ ही सूझ रहा है; अतः मैं 
तुमसे क्या कहूँ।' 


अन्तमें ब्राह्मणका बहुत आग्रह देख संन्यासीने उसे 
एक फल दिया और कहा--'इसे तुम आपनी पत्नीको 
खिला देना । इससे उसके एक पुत्र होगा । तुम्हारी स्वीक 
चाहिये कि वह एक वर्षतक सत्य, शौच, दया और 
दानका नियम पालती हुई प्रतिदिन एक समय भोजन 
करे । इससे उसका बालक अत्यन्त शुद्ध स्वभाववाला 
होगा ।' ऐसा कहकर वे योगी महात्मा चले गये और 
हण अपने घर लौट आया । यहाँ उसने अपनी पत्रीके 


हाथमें वह फल दे दिया और स्वयं कहीं चला गया । 
उसकी पत्नी तो कुटिल स्वभावकी थी ही। अपनी 
सखीके आगे रो-रोकर इस प्रकार कहने लगी-- 
“अहो ! मुझे तो बड़ी भारी चिन्ता हो गयी। मैं तो इस 
'फलको नहीं खाऊँगी। सखी ! इस फलको खानेसे गर्भ 
रहेगा और गर्भसे पेट बढ़ जायगा । फिर तो खाना-पीना 
कम होगा और इससे मेरी शक्ति घट जायगी। ऐसी 
दशामें तुम्ही बताओ, घरका काम-धंधा कैसे होगा ? 
यदि दैववश गाँवमें लूट पड़ जाय तो गर्भिणी स्त्री भाग 
कैसे सकेगी ? यदि कहीं शुकदेवजीकी तरह यह गर्भ 
भी [बारह वर्षांतक] पेटमें ही रह गया, तो इसे बाहर 
कैसे निकात्त्र जायगा ? यदि कहीं प्रसवकालमे बच्चा 
टेढ़ा हो गया, तब तो मेरी मौत ही हो जायगी । बच्चा पैदा 
होते समय बडी असह्य पीड़ा होती है । मैं सुकुमारी स्त्री, 
भला उसे कैसे सह सकूँगी ? गर्भवती अवस्थामें जब 
मेरा शरीर भारी हो जायगा और चलने-फिरनेमें आलस्य 
लगेगा, उस समय मेरी ननद-रानी आकर घरका सारा 
माल-मता उड़ा ले जायँगी । और तो और, यह सत्य- 
शौचादिका नियम पालना तो मेरे लिये बहुत ही कठिन 
दिखायी देता है। जिस रूीके सन्तान होती है, उसे 
बच्ॉके लालन-पालनमें भी कष्ट भोगना पड़ता है । मै तो 
समझती हूँ, बाँझ अथवा विधवा स्त्रियाँ ही अधिक सुखी 
होती हैं ।' 

नारदजी ! इस प्रकार कुतर्क करके उस ब्राह्मणीने 
फल नहीं खाया। जब पतिने पूछा--“तुमने फल 
खाया ?' तो उसने कह दिया- “हाँ, खा लिया । एक 
दिन उसकी बहिन अपने-आप ही उसके धर आयी। 
घुन्धुलीने उसके आगे अपना सारा वृत्तान्त सुनाकर 
कहा---'नहिन ! मुझे इस बातकी बड़ी चिन्ता है कि 
सन्तान न होनेपर मैं पतिको क्या उत्तर दूँगी । इस दुःखके 
कारण मैं दिनोंदिन दुबली हुई जा रही हूँ। बताओ, मैं 
कया करूँ ? तब उसने कहा-- “दीदी ! मेरे पेटमें बच्चा 
है। प्रसव होनेपर नह बालक मैं तुमको दे दूँगी । ततक 
तुम गर्भवती खीकी भाँति घरमें छिपकर मौजसे रहो। 
तुम मेरे पतिको धन दे देना। इससे वे अपना बालक 


' उत्तरखण्ड ] 


» कथामें भगवानका प्रादुर्भाव, आत्मदेव ग्राहाणकी कथा तथा वनगमन + 


८५९ 


£0०३०७७०७०७७०७१०७००००००:८३०७००७७००-०-००००००-०००-०००७९७७७७००७०७७७०७००७७-९३::३:३:०:९:९:३-००-:०००६:३:३०:८७०-९००००-१०३१-०७०००७-००.. 


तुम्हें दे देंगे तथा लोगोंमें इस बातका प्रचार कर देंगे कि 
मेरा बच्चा छः महीनेका होकर मर गया। मैं प्रतिदिन 
तुम्हारे घरमें आकर बच्चेका पालन-पोषण करती रहूँगी। 
तुम इस समय परीक्षा लेनेके लिये यह फल गौको 
खिस्त्र दो।' तब उस ब्राह्मणीने स्रीस्वभावके कारण वह 
सब कुछ वैसे ही किया | तदनन्तर समय आनेपर उसकी 
बहिनको बच्चा पैदा हुआ। बघेके पिताने बालकको 
लाकर एकान्तमें घुन्धुलीको दे दिया। उसने अपने 
स्वामीको सूचना दे दी कि मेरे बच्चा पैदा हो गया और 
कोई कष्ट नहीं हुआ । आत्मदेबके पुत्र होनेसे लोगोंको 
बड़ी प्रसन्नता हुई। ब्राह्मणने बालकका जातकर्म-संस्कार 
करके ब्राह्मणोंको दान दिया। उसके दरवाजेपर गाना, 
बजाना आदि नाना प्रकारका माङ्गलिक उत्सव होने 
लगा। धुन्धुलीने स्वामीसे कहा--'मेरे स्तनोंमें दूध नहीं 
है, फिर गाय-भैंस आदि अन्य जीवॉके दूधसे मैं 
बालकका पोषण कैसे करूँगी ? मेरी बहिनको भी बच्चा 
हुआ था, किन्तु वह मर गया है; अतः अब उसीको 
बुलाकर घरमें रखिये, वही आपके बालकका पालन- 
पोषण करेगी ।' उसके पतिने पुत्रकी जीवन-रक्षाके लिये 
सब कुछ किया । माताने उसका नाम 'धुन्धुकारी' रखा । 
तदनन्तर तीन महीने बीतमेके बाद ब्राह्मणकी 
गौने भी एक बालकको जन्म दिया, जो सर्वाङ्गसुन्दर, 
दिव्य, निर्मळ तथा सुवर्णकी-सी कान्तिवाला था। उसे 


देखकर ब्राह्मणदेवताको! बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने 
स्वयं ही बालकके सन संस्कार किये । यह आश्चर्यजनक 
समाचार सुनकर सब लोग उसे देखनेके लिये आये और 
आपसमें कहने लगे--'देखो, इस समय आत्मदेवका 
कैसा भाग्य उदय हुआ है । कितने आश्चर्यकी बात है कि 
गायके पेटसे भी देवताके समान रूपवाला बालक उत्पन्न 
हुआ ।' किन्तु दैवयोगसे किसीको भी इस गुप्त रहस्यका 
पता न लूगा। उस बालकके कान गौके समान थे, यह 
देखकर आत्मदेवने उसका नाम गोकर्ण रख दिया | कुछ 
काल व्यतीत होनेपर वे दोनों बालक जवान हो गये। 
उनमें गोकर्ण तो पण्डित और ज्ञानी हुआ; किन्तु 
धुन्धुकारी महादुष्ट निकला । स्त्रान और शौचाचारका तो 
उसमें नाम भी नहीं था। वह अभक्ष्य भक्षण करता, 
क्रोधमें भरा रहता और बुरी-बुरी वस्तुओंका संग्रह किया 
करता था। भोजन तो वह सबके हाथका कर लेता था। 
चोरी करता, सब लोगोंसे द्वेष बढ़ाता, दूसरोंके घरोंमें 
आग लगा देता और खेलानेके बहाने छोटे बच्चोंको 
पकड़कर कुएँमें डाल देता था । जीवॉकी हिंसा करनेका 
उसका स्वभाव हो गया था । वह हमेशा हथियार लिये 
रहता और दीन, दुःखियों तथा अंधोंको कष्ट पहुँचाया 
करता था। चाण्डालॉके साथ उसने खूब हेल-मेल बढ़ा 
लिया था। वह प्रतिदिन हाथमें फंदा लिये कुत्तोंकी 
टोलीके साथ शिकारकी टोहमें घूमता रहता था। उसने 
वेश्याके कुसङ्गमें पड़कर पिताका सारा घन बरबाद कर 
दिया। एक दिन तो माता-पिताको खूब पीटकर वह 
घरके सारे बर्तन-भाँड़े उठा ले गया । इस प्रकार धनहीन 
हो जानेके कारण बेचारा बाप फूट-फूटकर रोने लगा । 
वह बोला--'इस प्रकार पुत्रवान्‌ बननेसे तो अपुत्र रहना 
ही अच्छा है। कुपुत्र बड़ा ही दुःखदायी होता है। अन 
मैं कहाँ रहूँ ? कहाँ जाऊँ ? कौन मेरा दुःख दूर करेगा ? 
हाय ! मुझपर बड़ा भारी कष्ट आ पहुँचा। अब तो मैं 
इस दुःखसे अपना प्राण त्याग दूंगा 7? 

इसी समय ज्ञानवान्‌ गोकर्णजी वहाँ आये और 
वैराग्यका महत्त्व दिखलाते हुए अपने पिताको समझाने 
छगे--'पिताजी ! इस संसारमें कुछ भी सार नहीं है। 


८६० = अर्चयस्व हवीकेझै यदीघ्छसि परं पदम्‌ « 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 
40%000%2&५9*3&<:ल्‍2/52 2538 *५.5५2७:2% 83.0४ +»2506%»#% 83७५ :$«४%९»+»»»:»५# «७७568 &»»5७2*52»9»»४2५#५४ ४३३०७, 


दुःख ही इसका स्वरूप है। यह जोवोंको मोहमें गोकर्णकी बात सुनकर उनके पिता आत्मदेव बनमें 
डालनेवाला है। भला, यहाँ कौन किसका पुत्र है और जानेके लिये उद्यत होकर बोले--'तात ! मुझे बनमें 


कौन किसका धन । जो इनमें आसक्त होता है, उसे ही 
रात-दिन जलना पड़ता है। इन्द्र अथवा चक्रवर्ती 
राजाओको भी कोई सुख नहीं है! सुख तो बस, 
एकान्तवासी वैराग्यवान्‌ मुनिको ही है । सन्तानके प्रति जो 
आपकी ममता है, यह महान्‌ अज्ञान है; इसे छोड़िये। 
मोहमें फँसनेसे मनुष्यको नरकमें ही जाना पड़ता है। 
औरोकी तो बात ही क्या है, आपका यह प्रिय शरीर भी 
एक-न-एक दिन नष्ट हो जायगा--आपको छोड़कर 
चळ देगा; इसलिये आप अभीसे सब कुछ छोड़कर 
बनमें चले जाइये ।' 


रहकर क्या करना चाहिये ? यह विस्तारपूर्वक बताओ ! 
मैं बड़ा शठ हूँ। अबतक कर्मवश स्त्रेहके बन्धनमें 
बैंधकर मैं अपङ्गकी भाँति इस गृहरूपी अँधेरे कुएँमें 
ही पड़ा हुआ हूँ। दयानिधे ! तुम निश्चय ही मेरा 
उद्धार करो !' 

गोकर्णने कहा- पिताजी ! हड्डी, मांस और 
रक्तके पिण्डरूप इस शरीरमें आप “मैं' पनका अभिमान 
छोड़ दीजिये और  स्त्री-पुत्र आदिमें भी “ये मेरे है' इस 
भावको सदाके लिये त्याग दीजिये। इस संसारको 
निरन्तर क्षणभन्नुर देखिये और एकमात्र वैराग्य-रसके 
रसिक होकर भगवानके भजनमें लग जाइये। सदा 
भगवद्धजनरूप दिव्य धर्मका ही आश्रय लीजिये। 
सकाम भावसे किये जानेवाले लौकिक धर्मोको छोड़िये । 
साधु पुरुषोंकी सेवा कीजिये, भोगोंकी तृष्णाको त्याग 
दीजिये तथा दूसरोंके गुण-दोषोंका विचार करना शीघ्र 
छोड़कर निरन्तर भगवत्सेवा एवं भगवत्कथाके रसका 
पान कीजिये ।* 

इस प्रकार पुत्रके कहनेसे आत्मदेव साठ वर्षकी 
अवस्था नीत जानेपर घर छोड़कर स्थिरचित्तसे बनको 
चले गये और बहाँ प्रतिदिन भगवान्‌ श्रीहरिकी परिचर्या 
करते हुए नियमपूर्वक ददाम स्कन्धका पाठ करनेसे 
उन्होंने भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रको प्राप्त कर लिया । 


—— = 


# देहेऽस्थिमांसरुधिरेऽभिमति त्यज त्वं जायासुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च। 


पञ्यानिं जगदिदं 


झणभङ्गनिष्ठं वैराम्यरागरसिको भव भक्तिनिष्ठः ॥ 


धर्म भजस्व सततं त्यज लोकघर्मान्‌ सेवस्व साघुपुरुषाञ्जहि कामतृष्णाम्‌। 
अन्यस्य दोधगुणचिम्तनमादु मुक्त्वा सेबाकथारसमहो नितरां पिब त्वम्‌॥ (१९२ । ७८-७९) 


<६१ 


'गोकर्णजीव्की भागवत-कथासे श्रुन्धुकारीका प्रेतयोनिसे उद्धार तथा समस्त 
ओताओंको परमधामकी प्राप्ति 


सूतजी कहते हैं--पिताके विरक्त होकर वनमें 
चले जानेके याद एक दिन धुन्धुकारीने अपनी माताको 
खूब पीटा और कहा--'बता, धन कहाँ रखा है? नहीं 
तो लातोंसे तेरी खबर लूँगा ।' उसकी इस बातसे डरकर 
और पुत्रके उपद्रवोंसे दुःखी होकर उनकी माँ रातको 
कुएँमें कूद पड़ी; इससे उसकी मृत्यु हो गयी! इस प्रकार 
माता-पिताके न रहनेपर गोकर्णजी तीर्थयात्राके लिये चल 
दिये । वे योगनिष्ठ थे। उनके मनमें इस घटनाके कारण 
न कोई दुःख था, न कोई सुख; क्योंकि उनका न कोई 
शत्रु था न मित्र । अब धुन्षुकारी पाँच वेश्याओकि साथ 
घरमें रहने लगा। उनके पाळन-पोषणके लिये बहुत 
सामग्री जुरानेकी चिन्तासे उसकी बुद्धि मोहित हो गयी 
थी; अतः वह अत्यन्त क्रूरतापूर्ण कर्म करने लगा । एक 
दिन उन कुलराओनि उससे गहनॉके लिये इच्छा प्रकट 
की | धुन्धुकारी तो कामसे अंधा हो रहा था । उसे अपनी 
मृत्युकी भी याद नहीं रहती थी । वह गहने जुटानेके लिये 
घरसे निकल पड़ा और जहाँ-तहाँसे नहुत-सा धन 
चुराकर पुनः अपने घर छौँट आया । वहाँ आकर उसने 
उन वेश्याओंको बहुत-से सुन्दर-सुन्दर यसर और कितने 
ही आभूषण दिये। अधिक धनका संग्रह देखकर रातमें 
उन खिनियोंने विचार किया--*यह प्रतिदिन चोरी करने 
जाता है, अतः राजा इसे अवश्य पकड़ेंगे; फिर सारा धन 
छीनकर निश्चय ही इसे प्राणदण्ड भी देंगे। ऐसी ददामें 
इस घनकी रक्षाके लिये हर्मीलोग क्यों न इसे गुप्तरूपसे 
मार डालें । इसे मार, यह सारा धन लेकर हम कहीं और 
जगह चल दें।' 

ऐसा निश्चय करके उन खि्येने धुन्थुकारीके सो 
जानेपर उसे रस्सियॉसे कसकर बाँध दिया और गलेमें 
फाँसी डालकर उसके प्राण लेनेकी चेष्टा करने लगी; 
किन्तु नह तुरंत न मरा। इससे उनको बड़ी चिन्ता हुई । 
'तन उन्होंने जळते हुए अगारे ल्वकर उसके मुँहपर डाल 
दिये। इससे वह आगकी लपटोंसे पीड़ित होकर 


छटपटाता हुआ मर गया । फिर उन्होंने उसकी लाशको 
गड्डेमें डालकर गाड़ दिया। प्रायः ऐसी खियाँ बड़ी 
दुःसाहसवाली होती हैं। इस रहस्यका किसीको भी पता 
नहीं चला। लोगोंके पूछनेपर उन स्त्रियोने कह दिया कि 
हमारे प्रियतम धनके लोभसे कहीं दूर चले गये हैं, इस 
वर्षके भीतर ही लौट आयेंगे। विद्वान्‌ पुरुषको चाहिये 
कि वह असन्मार्गपर चळनेवाली दुष्टा स््रियॉका विश्वास 
न करे। जो मूर्ख इनका विश्वास करता है, उसे अवश्य 
ही संकटोंका सामना करना पड़ता है । इनकी वाणी तो 
अमृतके समान कामियोंके इदयमें रसका सञ्चार करती 
'है, किन्तु हृदय छुरेकी घारके समान तीखा होता है; 
भला, इन स्त्रियॉका कौन प्रिय है? अनेक पतियॉसे 
सहवास करनेवाली वे कुलटाएँ घुन्धुकारीका सारा घन 
लेकर चम्पत हो गयीं और धुन्धुकारी अपने कुकर्मके 
कारण बहुत नड़ा प्रेत हुआ । वह नवंडरका रूप धारण 
करके सदा दसौं दिशाओंमें दौड़ता फिरता था और 
शीत-घामका केश सहता तथा भूख-प्याससे पीड़ित 
होता हुआ 'हा ! दैव' 'हा! दैव'की बारंबार पुकार 
रूगाता रहता था; किन्तु कहीं भी उसे शरण नहीं मिलती 
थी। कुछ कालके पश्चात्‌ गोकर्णको भी लोगोंके मुंहसे 
धुन्धुकारीके मरनेका हाल मालूम हुआ । तन उसे अनाथ 
समझकर उन्होंने उसके लिये गयाजीमें श्राद्ध किया और 
तबसे जिस तीर्थमें भी बे चले जाते, वहाँ उसका श्राद्ध 
अवश्य करते थे। 

इस प्रकार तीर्थॉमें भ्रमण करते हुए गोकर्णजी एक 
दिन अपने गाँवमें आये और रात्रिके समय दूसरोंकी 
दृष्टिसे नचकर वे आपने घरके ऑगनमें सोनेके लिये 
गये। अपने भाई गोकर्णको वहाँ सोया देख धुन्छुकारीने 
आधी रातके समय उन्हें अपना महाभयङ्कर रूप 
दिखाया । वह कभी भेडा, कभी हाथी, कभी भैंसा, कभी 
इन्द्र और कभी अभिका रूप धारण करता था । अन्तमें 
पुनः मनुष्यके रूपमें प्रकट हुआ। गोकर्णजी बड़े 


८६२ 


० अर्चयस्व हषीके यदीच्छसि परं पदम, « 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


28५७४५७५३४५७४५७५०५७७५७७५५५७०५७५५५७९७७ ७७७ ७७७७७७७५४७ ७४७७७७७७७७ ७५०१७ ६५७५५७७७७७ 


चैर्यवान्‌ महात्मा थे। उन्होंने उसकी विपरीत अवस्थाएँ 
देखकर जान लिया कि यह कोई दुर्गतिमें पड़ा हुआ जीव 
है। तब उन्हेनि पूछा- “अरे भाई ! तू कौन है ? रात्रिके 
समय अत्यन्त भयानक रूपमें क्यों प्रकट हुआ है ? तेरी 
ऐसी दशा क्यो हुई है ? हमें बता तो सही, तू प्रेत है या 
पिशाच है अथवा कोई राक्षस है ?' 
उनके ऐसा पूछनेपर वह बारम्बार उच्चस्वरसे रोदन 
करने लगा । उसमें बोलनेकी शक्ति नहीं थी; इसलिये 
केबल सङ्केत मात्र किया। तन गोकर्णजीने अङ्गलिमें 
जल ले उसे अभिमन्त्रित करके धुन्थुकारीके ऊपर 
छिड़क दिया। उस जलसे सोंचनेपर उसका पाप-ताप 
कुछ कम हुआ। तब वह इस प्रकार कहने लूगा-- 
“भैया ! मैं तुम्हारा भाई घुन्धुकारी हूँ। मैने अपने ही 
दोषसे आपने ब्राह्मणत्वका नाश किया है। मैं महान्‌ 
आज्ञानमें चक्कर लगा रहा था; अतः मेरे पापकर्मोकी कोई 
गिनती नहीं है । मैंने बहुत लोगॉकी हिंसा की थी । अतः 
मैं भी खियोद्दारा तड़पा-तड़पाकर भारा गया । इसीसे मैं 
गरेत-योनिमें पड़कर दुर्दशा भोग रहा हूँ। अब दैवाधीन 
कर्मफलका उदय हुआ है, इसलिये मैं वायु पीकर जीवन 
घारण करता हूँ। मेरे भाई ! तुम दयाके समुद्र हो । अब 
किसी प्रकार जल्दी ही मेरा उद्धार करो ।' 
धुन्युकारीकी खात सुनकर गोकर्ण खोले 
भाई ! यह तो बड़े आश्चर्यकी बात है। मैने तो तुम्हारे 
लिये गयाजीमें विधिपूर्वक पिण्डदान किया है, फिर 
तुम्हारी मुक्ति कैसे नहीं हुई ? यदि गया-श्राद्धसे भी मुक्ति 
न हो, तो यहाँ दूसरा तो कोई उपाय ही नहीं है। प्रेत ! 
इस समय मुझे बया करना चाहिये ? यह तुम्हीं जिस्तार- 
पूर्वक बताओ । 
तने कहा--भाई ! सैकड़ों गया-श्राद्ध करनेसे 
भी मेरी मुक्ति नहीं होगी । इसके लिये अन तुम और ही 
कोई उपाय सोचो । 
म्रेतकी यह नात सुनकर गोकर्णको बड़ा विस्मय 
हुआ! वे कहने रुगे--'यदि सैकड़ों गया-श्राद्धसे 
तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी, तब तो तुम्हें इस प्रेत-योनिसे 
छुड़ाना असम्भव ही है । अच्छा, इस समय तो तुम अपने 


स्थानपर ही निर्भय होकर रहो । तुम्हारी मुक्तिके लिये कोई 
दूसरा उपाय सोचकर उसीको काममें लाऊँगा ।' 

गोकर्णजीकी आज्ञा पाकर धुन्धुकारी अपने स्थानपर 
चला गया । इधर गोकर्णजी रातभर सोच्नते-निचारते रहे । 
किन्तु उसके उद्धारका कोई भी उपाय उन्हें नहीं सूझा । 
सबेरा होनेपर उन्हें आया देख गाँवके लोग बड़े प्रेमके 
साथ उनसे मिलनेके लिये आये । तब गोकर्णने रातमें जो 
घटना घटित हुई थी, बह सब उन्हें कह सुनायी । उनमें 
जो लोग विद्वान्‌, योगनिष्ठ, ज्ञानी और ब्रह्मवादी थे, 
उन्होंने शार्न-ग्रन्थोंको उलट-पलटकर देखा; किन्तु उन्हे 
चुन्धुकारीके उद्धारका कोई उपाय नहीं दिखायी दिया । 
तब सब लोगोंने मिलकर यही निश्चय किया कि भगवान्‌ 
सूर्यनारायण उसकी मुक्तिके लिये जो उपाय नताजें, बही 
करना चाहिये। यह सुनकर गोकर्णने भगवान्‌ सूर्यकी 
ओर देखकर कहा--'भगवन्‌! आप सारे जगत्के 
साक्षी हैं। आपको नमस्कार है । आप मुझे धुन्धुकारीकी 
मुक्तिका साधन बताइये ।' यह सुनकर सूर्यदेवने दूरसे ही 
स्पष्ट चाणीमें कहा-- 'श्रीमद्धागवतसे मुक्ति हो सकती 
है। तुम उसका सप्ताह-पारायण करो ।' भगवान्‌ सूर्यका 
यह ध्वनिरूप वचन वहाँ सब लोगोंने सुना और सबने 
यही कहा--'यह तो बहुत सरल साधन है। इसको 
यत्रपूर्वक करना चाहिये ।' गोकर्णजो भी ऐसा ही निश्चय 
करके कथा बाँचनेको तैयार हो गये। उस समय यहाँ 
कथा सुननेके लिये आस-पासके स्थानों और गाँवोंसे 
लोग एकत्रित होने लगे। अपङ्ग, अंधे, बूढ़े और 
मन्दभाग्य पुरुष भी अपने पापोंका नाश करनेके लिये 
वहाँ आ पहुँचे । इस प्रकार वहाँ बहुत बड़ा समाज जुट 
गया, जो देवताओको भी आश्चर्यमें डालनेवाला था। 
जिस समय गोकर्णजी व्यासगद्दीपर बैठकर कथा बाँचने 
लगे, उस समय वह प्रेत भी वहाँ आया और इधर-उधर 
बैठनेके लिये स्थान ढूँढने रूगा | इतनेमें ही उसकी दृष्टि 
एक सात गाँठवाले ऊँचे बाँसपर पड़ी । उसीके नीचेवाले 
छेदमें घुसकर बह कथा सुननेके लिये बैठा । वायुरूप 
होनेके कारण वह बाहर कहीं बैठ नहीं सकता था। 
इसलिये बाँसमें ही घुस गया था। 


उत्तरस्वण्ड ] 


» गोकर्णजीकी भागवत-कथासे धुन्युकारीका प्रेतयोनिसे उद्धार + 


८६३ 


senernaseenssnesennenaneeeen%५४०५०५॥>^%७५^०५४५४५२४५५५५५५५००५ ५५० +^ ^^ 4०-५५५ ०५४००५५४०५५५००५५५० ५४४+ 


गोकर्णजीने एक वैष्णव ब्राह्मणको प्रधान श्रोता 
बनाकर पहले स्कन्धसे ही स्पष्ट बाणीमें कथा सुनानी 
आरम्भ की । सायड्कालमें जब कथा बंद होने लगी, तन 
एक विचित्र घटना घटित हुई । सब श्रोताओंके देखते- 
देखते तड़-तड़ शब्द करती हुई बाँसकी एक गाँठ फट 
गयी । दूसरे दिन शामको दूसरी गाँठ फटी और तीसरे 
दिन भी उसी समय तीसरी गाँठ फट गयी । इस प्रकार 
सात दिनोंमें उस बाँसकी सातों गाठोंको फोड़कर 
धुन्धुकारीने बारहों स्कन्थोके श्रवणसे निष्पाप हो 
प्रेत-योनिका त्याग कर दिया और दिव्य रूप धारण 
करके वह सबके सामने प्रकट हो गया । उसका मेघके 
समान श्यामनर्ण था । शरीरपर पीताम्बर शोभा पा रहा 
था । गलेमें तुलसीकी माला उसकी शोभा बढ़ा रही थी । 
मस्तकपर मुकुट और कानोंमें दिव्य कुण्डल झलमला रहे 
थे । उसने तुरंत अपने भाई गोकर्णको प्रणाम किया और 
'कहा--''भाई ! तुमने कृपा करके मुझे प्रेत-योनिके 
क्रेशोसे मुक्त कर दिया! प्रेत-योनिकी पीड़ा नष्ट 
करनेवाली यह श्रीमद्धागबतकी कथा धन्य है तथा 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके परमधामकी प्राप्ति करानेबाला इसका 
सप्ताहपारायण भी धन्य है। सप्ताह-कथा सुननेके लिये 
बैठ जानेपर सारे पाप काँपने लगते हैं । उन्हें इस बातकी 
चिन्ता होती है कि अब यह कथा शीघ्र ही हमलोगोंका 
अन्त कर देगी। जैसे आग गीली-सूखी, छोटी और 
बड़ी--सभी तरहकी लकड़ियोंको जला डालती है, उसी 
प्रकार यह सप्ताह-श्रषण मन, बाणी और क्रियाद्वारा किये 
हुए, इच्छा या अनिच्छासे होनेषाले छोटे-बड़े सभी 
तरहके पापॉको भस्म कर देता है । विद्वानेनि देवताओंकी 
सभामें कहा है कि “इस भारतवर्षमें जो पुरुष 
श्रीमद्धागवतकी कथा नहीं सुनते, उनका जन्म व्यर्थ ही 
है।' यदि भागनत-झास्त्रकी कथा सुननेको न मिली तो 
मोहपूर्वक पालन करके हृष्ट-पुष्ट और बरूवान्‌ बनाये 
हुए इस अनित्य शरीरसे क्या लाभ हुआ | जिसमें हड्डियाँ 
ही खम्भे हैं, जो नस-नाड़ीरूप रस्सियोंसे बंधा है, जिसके 
ऊपर मास और रक्तका लेप करके उसे चमड़ेसे मढ़ 
दिया गया है, जिसके भीतरसे दुर्गन्ध आती रहती है, जो 


मल-मूत्रका पात्र ही है, वृद्धावस्था और झोकके कारण 
जो परिणाममें दुःखमय जान पड़ता है, जिसमें रोगॉका 
निवास है, जो सदा किसी कामनासे आतुर रहता है, 
जिसका पेट कभी नहीं भरता, जिसको सदा धारण किये 
रहना कठिन है तथा जो अनेक दोषॉसे भरा हुआ और 
क्षणभङ्गुर है, वही यह शरीर कहलाता है। अन्तमें 
इसकी तीन ही गतियाँ होती हैं--यदि मृत्युके पश्चात्‌ इसे 
गाड दिया जाय तो इसमें कीड़े पड़ जाते हैं, कोई पशु 
खा जाय तो यह विष्ठा बन जाता है और यदि अभिमें 
जला दिया जाय तो यह राखका ढेर हो जाता है। ऐसी 
दशामें भी मनुष्य इस अस्थिर शरीरसे स्थायी फल 
देनेवाला कर्म क्यों नहीं कर लेता ? प्रातःकाल जो अन्न 
पकाया जाता है, बह शाम होनेतक बिगड़ जाता है । फिर 
उसीके रससे पुष्ट हुए इस झारीरमें नित्यता क्या है?” 

“इस लोकमें श्रीमद्भागबतका सप्ताह सुननेसे 
अपने निकट ही भगवानकी प्राप्ति हो जाती है। अतः 
सब प्रकारके दोषॉकी निवृत्तिके लिये एकमात्र यही 
साधन है। जहाँ कथा-श्रबण करनेसे जड़ एनं सूखे 
बाँसकी गाँठे फट सकती हैं, वहीं यदि हृदयकी गाँठे 
खुल जाये तो क्या आश्चर्य है? जो भागवतकी कथा 
सुननेसे वञ्चित हैं, वे लोग जलमें बुदबुदों और जीवोंमें 
मच्छरोंके समान केवल मरनेके लिये पैदा हुए हैं । सप्ताह 
श्रवण करनेपर हदयकी आज्ञानमयी गाँठ खुल जाती है, 
सारे सन्देह नष्ट हो जाते हैं और बन्धनके हेतुभूत समस्त 
कर्म क्षीण हो जाते हैं। यह भागवत-कथा एक महान्‌ 
पुण्यतीर्थं है। यह संसाररूपी कीचड़के रूपको घो 
डाळनेमें अत्यन्त पड़ है ! विद्वान्‌ पुरुषोंका मत है कि 
जब यह कथा-तीर्थ चित्तमें स्थिर हो जाय तो मनुष्यकी 
भुक्ति निश्चत ही है।'” 

धुन्धुकारी इस प्रकारकी बातें कह ही रहा था कि 
उसे लेनेके लिये आकारासे एक विमान उतर । उससे 
चारों ओर मण्डलाकार प्रकाश-पुञ्ज फैल रहा था । उसमें 
भगकानके वैकुण्ठवासी पार्षद विराजमान थे । घुन्धुकारी 
सन ल्ोगोके देखते-देखते उस विमानपर जा बैठा! 
उसमें आये हुए श्रीविष्णु-पार्षदोंको देखकर गोकर्णने 


* अर्चयस्व इचीकेदो 


यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त परापुराण 


उनसे इस प्रकार पूछा--'भगवान्‌के परिकरो ! यहाँ तो 
बहुत-से शुद्ध अन्तःकरणवाले मेरी कथाके श्रोता बैठे 


क h 


क्यो नहीं लाये ? देखनेमें आता है--सबने समानरूपसे 
यहाँ कथा-श्रबण किया है; फिर फलमें क्यों इस प्रकार 
भेद हुआ ? यह बतानेकी कृपा कीजिये ।' 
भगवानके पार्षद खोले--गोकर्णजी ! इनके 
कथा-श्रषणमेँ भेद होनेसे ही फलमें भी भेद हुआ है । 
यद्यपि श्रवण सब लोगोने ही किया है; किन्तु इसके- 
जैसा मनन किसीने नहीं किया है, इसीलिये फलमें भेद 
हुआ है। पुनः कथा-श्रवण करनेपर यह फल-भेद भी 
दूर हो जायगा। प्रेतने सात रात उपवास करके 
कथा-श्रवण किया है। अतः उसने स्थिरचित्तसे 
भलीभाँति मनन आदि किया है । जो ज्ञान दृढ़ नहीं होता, 
बह व्यर्थ हो जाता है | इसी प्रकार ध्यान न देनेसे श्रवण, 
सन्देहसे मन्त्र और चञ्चलचित्त होनेसे जप निष्फल हो 
जाता है । वैष्णव-पुरुषोंसे रहित देश, कुपात्र ब्राह्मणसे 
कराया हुआ श्राद्ध, अश्रोत्रियको दिया हुआ दान और 
सदाचारहीन कुल भी नष्ट ही समझना चाहिये। गुरुके 
बचनोंमें विश्वास हो, अपनेमें दीनताकी भावना बनी रहे, 
मनके दोषोंको काबूमें रखा जाय और कथामें दृढ निष्ठा 
ननी रहे--इन सब बातोंका यदि पालन किया जाय तो 
अवश्य ही कथा-श्रवणका पूरा-पू फल मिलता है। 


पुनः कथा-श्रवण करनेके पश्चात्‌ इन सब ललोगोंका 
वैकुण्ठमें निवास निश्चित है। गोकर्णजी ! तुम्हें तो स्वयं 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही गोलोक प्रदान करेंगे। 

ऐसा कहकर वे सब पार्षद भगवान्‌के नामोंका 
कीर्तन करते हुए वैकुण्ठधाममें चले गये। उसके बाद 
गोकर्णने पुनः श्रावण मासमें कथा नाँची । उस समय 
सब लोगोंने सात दिनोंतक उपवास करके कथा-श्रवण 
किया । नारदजी ! कथाकी समाप्ति होनेपर बहाँ जो कुछ 
हुआ, उसे सुनिये । उस समय बहुत-से विमानोंको साथ 
लिये भक्तोंसहित साक्षात्‌ भगवान्‌ उस स्थानपर प्रकट हो 
'गये। चारों ओरसे जय-जयकार और नमस्कारके शब्द 
बारम्बार सुनायी देने लगे । भगवानते प्रसन्न होकर वहाँ 
स्वयं भी अपने पाञ्चजन्य नामक शाङ्खको बजाया तथा 
गोकर्णको छातीसे लगाकर उन्हें अपने समान ही बना 
लिया। उनके सिवा और भी जितने श्रोता थे, उन सबको 
श्रीहरिने एक ही क्षणमें अपना सारूप्य दे दिया | वे सभी 
मेघके समान श्यामवर्ण, पीताम्बरधारी तथा किरीट और 
कुण्डलॉसे सुशोभित हो गये । उस गाँवमें कुत्ते और 
चाण्डाल आदि जितने भी जीव थे, उन सबको गोकर्णकी 
दयासे भगवानने विमानपर बिठा लिया और वैकुण्ठ- 
धाममें भेज दिया, जहाँ योगी पुरुष जाया करते हैं। 
तत्पश्चात्‌ भक्तवत्सल भगवान्‌ गोपाल कथा-श्रवणसे 
प्रसन्न हो, गोकर्णको साथ ले गोपवल्लभ गोलोक- 
घामको- पधारे। जैसे पूर्वकालमें समस्त अयोध्यावासी 
भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके साथ साकेतधाममें गये थे, 
उसी प्रकार भगवान्‌ श्रीकुष्णने उस गाँवके सब 
मनुष्योंको योगियोंके लिये भी दुर्लभ गोलोक-धाममें 
पहुँचा दिया । जहाँ सूर्य, चन्द्रमा और सिद्ध पुरुषोंकी भी 
कभी पहुँच नहीं होती, उसी लोकमें वहाँके सन प्राणी 
केवल श्रीमद्धागवतकी कथा सुननेसे चले गये। 

नारदजी ! श्रीमद्धागवतकी कथामें सप्ताह-यज्ञसे 
जिस उज्ज्वल फल-समुदायका सञ्चय होता है, उसका 
इस समय हम आपसे क्या वर्णन करें। जिन्होंने 
गोकर्णजीकी कथाका एक अक्षर भी अपने कर्ण-पुटेकि 
द्वारा पान किया, वे फिर माताके गर्भमें नहीं आये। हवा 


» श्रॉपझागखतके सप्ताह-पारायणकी विधि तथा भागवत-माहास्यका उपसंहार « ८६५ 


90५०००१९०००००-०११९००९३१९००७००००९००-९०७००३७०७७०-९००७:०००-१००-७००००९७००-७०००-००२०००-७००७००७-००-७-७००-७:००७-७०००-९७-७००७१००-७:१-००००-०:१:७-९००, 


पीकर, पत्ते चचाकर और शरीरको सुखाकर दीर्घकालतक किया करते हैं । यह उपाख्यान परम पवित्र है । एक बार 
कठोर तपस्या करनेसे तथा योगाभ्यास करनेसे भी मनुष्य श्रवण करनेपर भी सारी पाप-राशिको भस्म कर देता है । 
उस गतिको नहीं प्राप्त होते, जिसे वे सप्ताह-कथाके यदि श्राद्धमें इसका पाठ किया जाय तो इससे पितरोंको 
श्रवणसे पा लेते हैं। मुनीश्वर शाण्डिल्य चित्रकूटमें रहकर पूर्ण तृप्ति होती है और प्रतिदिन इसका पाठ करनेसे 
ब्रह्मानन्दमें निमम्न हो इस पवित्र इतिहासका सदा पाठ मनुष्यको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। 

हा | 


श्रीमद्धागवतके सप्ताह-पारायणकी विधि तथा भागवत-माहात्प्यका उपसंहार 


श्रीसनकादि कहते है--नारदजी ! अब हम 
सप्ताह-श्रवणकी विधिका वर्णन करते हैं। यह कार्य 
प्रायः लोगोंकी सहायता और धनसे साध्य होनेवाला 
माना गया है । पहले ज्योतिषीको बुलाकर इसके लिये 
'यलपूर्वक मुहूर्त पूछना चाहिये। फिर विवाहके कार्यमें 
जितने धनकी आवश्यकता होती है, उतने ही धनका 
प्रबन्ध कर लेना चाहिये। कथा आरम्भ करनेके लिये 
भादों, कुआर, कार्तिक,अगहन, आषाढ़ और सावन-- 
ये महीने श्रोताओके लिये मोक्षभ्रासिके कारण माने गये 
हैं। महीनोंमें जो भद्रा, व्यतीपात आदि काल त्यागने- 
'योग्य माने गये हैं, उन सबको सब प्रकारसे त्याग देना 
ही उचित है । जो लोग उत्साही और उद्योगी हॉ--ऐसे 
अन्य व्यक्तियोंको भी सहायक बना लेना चाहिये । फिर 
प्रथलपूर्वक देश-देशान्तरोंमें यह समाचार भेज देना 
चाहिये कि अमुक स्थानपर श्रीमद्धागवतकी कथा 
होनेवाली है, अतः सब लोग कुटुम्बसहित यहाँ पधारें। 
कुछ लोग भगवत्कथा और कीर्तन आदिसे बहुत दूर हैं; 
इसलिये इस समाचारको इस प्रकार फैलाबें, जिससे 
स्त्रियों और शूद्र आदिको भी इसका पता लग जाय। 
देश-देशमें जो विरक्त और कथा-कीर्तनके लिये उत्सुक 
रहनेवाले वैष्णव हों, उनके पास भी पत्र भेजना चाहिये 
तथा उन पत्रॉमें इस प्रकार लिखना उचित है-- 
“महानुभावो ! यहाँ सात राततक सत्पुरुषॉका सुन्दर 
समागम होगा, जो अन्यत्र बहुत ही दुर्लभ है। इसमें 
श्रीमद्भागचतकी अपूर्व रसमयी कथा होगी । आपलोग 
श्रीमद्धागनतामृतका पान करनेके रसिक हैं, अतः यहाँ 
प्रेमपूर्वक शीघ्र ही पधारनेकी कृपा करें। यदि आपको 


किसी कारणवश विशेष अवकाश न हो, तब भी एक 
दिनके लिये तो कृपा करनी ही चाहिये; क्योंकि यहाँका 
एक क्षण भी अत्यन्त दुर्लभ है। इसलिये सब प्रकारसे 
यहाँ पधारनेके लिये ही चेष्टा करनी चाहिये ।' इस प्रकार 
खड़ी विनयके साथ उनको आमन्त्रित करे और जो लोग 
-आवें, उन सबके ठहरनेके लिये प्रबन्ध करे! तीर्थमें, 
'वनमें अथवा अपने घरपर भी कथा-श्रवण उत्तम माना 
गया है। जहाँ भी लम्बी-चौड़ी भूमि-- मैदान खाली 
हो, वहीं कथाके लिये स्थान बनाना चाहिये । जमीनको 
झाड़-बुहारकर, धोकर और लीप-पोतकर शुद्ध करे। 
फिर उसपर गेरु आदिसे चौक पुराबे। यदि वहाँ कोई 
घरका सामान पड़ा हो तो उसे उठाकर एक कोनेमें रखवा 
दे। कथा आरम्भ होनेसे पाँच दिन पहलेसे ही यलपूर्वक 
बहुत-से आसन जुटा लेने चाहिये। तथा एक ऊँचा 
मण्डप तैयार कराकर उसे केलेके खम्भोंसे सजा देना 
चाहिये । उसे फल, फूल, पत्तों तथा चैंदोबेसे सब ओर 
अलङ्कूत करे; मण्डपके चारों ओर ध्वजारोपण करे और 
नाना प्रकारकी शोभामयी सामग्रियोंसे उसे सजावे। उस 
मण्डपके ऊपरी भागमें विस्तारपूर्वक सात लोकॉकी 
कल्पना करे और उनमें विरक्त ब्राह्मणोंकों बुला-बुलाकर 
बिठावे। पहलेसे ही वहाँ उनके लिये यथोचित आसन 
तैयार करके रखे। वक्ताके लिये भी सुन्दर व्यासगद्दी 
खनवानी चाहिये । यदि वक्ताका मुख उत्तरकी ओर हो तो 
श्रोता पूर्वाभिमुख होकर बैठे और यदि वक्ताका मुख 
पूर्वकी ओर हो तो श्रोताको उत्तराभिमुख होकर बैठना 
चाहिये । अथवा वक्ता और श्रोताके बीचर्मे पूर्व दिशा 
आ जानी चाहिये। देश, काल आदिको जाननेवाले 


८९६६ 


* अर्थयस्व हुषीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पदापुराण 


४4११७७४ ४७९५ ४७७५७७७५७३ ६ ४५५ ०७७५७७५७७७ ३७७७७७७७५६ ७ ७७७७३३३७७७ ७७०७७७७७६७ ६७७७७७७ ७७७७० ७१७७७१७७७५ 


विद्दानोने श्रोताओके लिये ऐसा ही शास्रोक्त नियम 
बतलाया है। 
वक्ता ऐसे पुरुषको बनाना चाहिये जो विरक्त, 
वैष्णव, जातिका ब्राह्मण, वेद-शास्त्रको विशुद्ध व्याख्या 
करनेमें समर्थ, भाँति-भांतिके दृष्टान्त देकर अन्थके 
भावको हृदयङ्गम करानेमें कुशल, घीर और अत्यन्त 
निःस्पृह हो । जो अनेक मत-मतान्तरॉके चक्करमें पड़कर 
भ्रान्त हो रहे हों, ख्ी-लम्पट हों और पाखण्डकी बातें 
करते हों, ऐसे लोग यदि पण्डित भी हों तो भी उन्हें 
श्रीमद्धागनतकथाका वक्ता न बनाने । वक्ताके पास 
उसकी सहायताके लिये उसी योग्यताका एक और 
विद्वान्‌ रखे; वह भी संशय निवारण करनेमें समर्थ और 
ल्मेगॉको समझानेमें कुशल होना चाहिये। वक्ताको 
उचित है कि कथा आरम्भ होनेसे एक दिन पहले क्षौर 
करा ले, जिससे ब्तका पूर्णतया निर्वाह हो सके तथा 
ओता अरुणोदयकालमें--दिन निकलनेसे दो घड़ी पहले 
शौच आदिसे निवृत्त होकर विधिपूर्वक स्नान करे, फिर 
सम्ध्या आदि नित्यकर्मोंको संक्षेपसे समाप्त करके कथाके 
विध्योंका निवारण करनेके लिये श्रीगणेशजीकी पूजा करे ! 
तदनन्तर पितरॉका तर्पण करके पूर्वपापोकी शुद्धिके लिये 
प्रायश्चित्त करे और एक मण्डल बनाकर उसमें श्रीहरिकी 
स्थापना करे। फिर भगवान्‌ श्रीकृष्णके उद्देश्यसे 
मन्त्रोच्चारणपूर्वक क्रमशः षोडशोपचार-विधिसे पूजन 
करे! पूजा समाप्त होनेपर प्रदक्षिणा तथा नमस्कार करके 
इस प्रकार स्तुति करे--'करुणानिधे ! मैं इस संसार- 
समुद्रमें डूबा हुआ हूँ। मुझे कर्मरूपी ्राहने पकड़ रखा 
है। आप मुझ दीनका इस भवसागरसे उद्धार 
कीजिये ।'* इसके पश्चात्‌ धूप-दीप आदि सामग्रियोंसे 
प्रयत्नपूर्वक प्रसत्रताके साथ श्रोमद्धागवतकी भी 
विधिवत्‌ पूजा करनी चाहिये! फिर पुस्तकके आगे 
श्रीफळ (नारियल) रखकर नमस्कार करे और असन्न- 
चित्तसे इस प्रकार स्तुति करे--'श्रीमद्भागवतके रूपमें 


आप साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही यहाँ विराजमान हैं। 
नाथ ! मैंने भवसागरसे छुटकारा पानेके लिये ही आपकी 
झरण ली है। मेरे इस मनोरथको किसी विघ्न-जाधाके 
बिना ही आप सब प्रकारसे सफल करें। केशन ! मैं 
आपका दास हूँ ।' 

इस प्रकार दीन वचन कहकर वक्ताको वस्त्र और 
आभूषणोंसे विभूषित करके उसकी पूजा करे और पूजाके 
पञ्चात्‌ उसकी इस प्रकार स्तुति करे-- 'शुकदेवस्वरूप 
महानुभाव ! आप समझानेकी कलामें निपुण और 
समस्त शास्त्रॉके विशेषज्ञ हैं। इस श्रीमद्धागनरतकथाको 
प्रकाशित करके आप मेरे आज्ञानको दूर कीजिये। 
तदनन्तर वक्ताके आगे अपने कल्याणके लिये 
असन्नतापूर्वक नियम ग्रहण करे और यथाइक्तिं सात 
दिनोंतक निश्चय ही उसका पालन करे। कथामें कोई 
विघ्न न पड़े, इसके लिये पाँच ब्राह्मणोंका वरण करे । उन 
ब्राह्मणोंको द्वादशाक्षर मन्त्रका जप करना चाहिये ! इसके 
बाद वहाँ उपस्थित हुए ब्राह्मणों, विष्णुभक्तो और कीर्तन 
करनेवाले लोगोंको नमस्कार करके उनकी पूजा करे और 
उनसे आज्ञा लेकर स्वयं श्रोताके आसनपर बैठे । जो 
पुरुष लोक, सम्पत्ति, धन, घर और पुत्र आदिकी चिन्ता 
छोड़कर शुद्ध बुद्धिसे केवल कथामें ही मन लगाये रहता 
है, उसे उत्तम फलकी प्राप्ति होती है। 

बुद्धिमान्‌ वक्ताको उचित है कि वह सूर्योदयसे 
लेकर साढ़े तीन पहरतक मध्यम स्वरसे अच्छी तरह 
कथा बाँचे, दोपहरके समय दो घड़ीतक कथा बंद रखे 
कथा बंद होनेपर वैष्णव पुरुषोंको वहाँ कीर्तन करना 
चाहिये। कथाके समय मळ-मून्रके वेगको काबूमें 
रखनेके लिये हलका भोजन करना अच्छा होता है। 
अतः कथा सुननेकी इच्छा रखनेवाले पुरुषको एक बार 
हविष्यान्न भोजन करना उचित है । यदि शक्ति हो तो सात 
रात उपवास करके कथा श्रवण करे अथवा केवल घी 
या दूध पीकर सुखपूर्वक कथा सुने । इससे काम न चले 


ऋ संसारसागरे मग्नै दीन मां करुणानिधे ॥ 
कर्मभाहगृहीताङ्गं मामुद्धर भवार्णवात्‌ । 


(१२४ | २९-३०) 


उत्तरखण्ड ] 


4५०५०५७५५७७ ५७५9» +## # # ५: ह # है +४ ४3: # ४ &# * ४ + 8 && # केके ४०४ ४४६ ४2: रीती डीडी 23% 5 #/:: 08 


» औपद्धागवतके सप्ताह-पारायणकी विधि तथा भागवत-माहात्यका उपसंहार « 


थए 


.eeseseAnre.eseen 


तो फलाहार अथवा एक समय भोजन करके कथा सुने । 
तात्पर्य यह कि जिसके लिये जो नियम सुगमतापूर्वक 
निभ सके, वह उसीको कथा सुननेके लिये अहण करे । 
मैं तो उपवासकी अपेक्षा भोजनको ही श्रेष्ठ मानता हुँ, 
यदि वह कथा-श्रबणमें सहायक हो सके। अगर 
उपनाससे कथामें विघ्न पड़ता हो तो वह अच्छा नहीं 
माना गया है। 
नारदजी ! नियमसे सप्नाह-कथा सुननेखाले पुरुषोंके 
लिये पालन करनेयोग्य जो नियम हैं, उन्हें बतलाता हूँ; 
सुनिये। जिन्होंने श्रीविष्णुमन्त्रकी दीक्षा नहीं ली है 
अथवा जिनके हृदयमें भगवानकी भक्ति नही है, उन्हें 
इस कथाको सुनेका अधिकार नहीं है ! कथाका ब्रत 
लेनेवाला पुरुष ब्रह्मचर्यसे रहे, भूमिपर शयन करे और 
कथा समाप्त होनेपर पत्तलमें भोजन करे। दाल, मधु, 
तेल, गरिष्ठ अन्न, भावदूषित पदार्थ और बासी अन्नको 
वह सर्वथा त्याग दे। काम, क्रोध, मद, मान, मत्सर, 
लोभ, दम्भ, मोह तथा द्वेषको बुरा समझकर पास न 
आने दे । वेद, वैष्णव, ब्राह्मण, गुरु, गोसेवक, स्त्री, राजा 
और महापुरुषॉंकी निन्दा न करे । रजस्वला स्त्री, अन्त्यज 
'(चाप्डाल आदि), मलेच्छ, पतित, गायत्रीहीन द्विज, 
« ब्राह्मणद्रोही तथा वेदको न माननेवाले पुरुषोंसे वार्तालाप 
न करे। नियमसे कथाका बत ऊेनेवाले पुरुषको सदा 
सत्य, शौच, दया, मौन, सरलता, विनय और उदारताका 
बर्ताव करना चाहिये | दरिद्र, क्षयका रोगी, अन्य किसी 
रोगसे पीड़ित, भाग्यहीन, पापाचारी, सन्तानहीन तथा 
मुमुक्षु पुरुष इस कथाको अवश्य सुने। जिस खीका 
मासिक धर्म रुक गया हो, जिसके एक ही सन्तान होकर 
रह गयी हो, जो बाँझ हो, जिसके बच्चे पैदा होकर मर 
जाते हों तथा जिसका गर्भ गिर जाता हो, उस खीको 
प्रयत्नपूर्वक इस कथाका श्रवण करना चाहिये ! इन्हें 
विधिपूर्वक दिया हुआ कथाका दान अक्षय फल देने- 
चाला है [अर्थात्‌ ये यदि कथा सुनें तो इनके उक्त 
दोष अवश्य मिट जाते हैं] । कथाके लिये सात दिन 
अत्यन्त उत्तम माने गये हैं। वे कोटि यज्ञोका फल 
देनेवाले हैं । 


इस प्रकार व्रतकी विधि पूर्ण करके उसका उद्यापन 
करे । उत्तम फलकी इच्छा रखनेवाले पुरुषोंको जन्माष्टमी- 
अतके समान इसका उद्यापन करना चाहिये। जो 
अकिञ्चन भक्त हैं, उनके लिये प्रायः उद्यापनका आमह 
नहीं है। वे कथा-श्रनणमात्रसे ही शुद्ध हो जाते हैं; 
क्योंकि जे निष्काम वैष्णव हैं । इस तरह सप्ताह-यज्ञ पूर्ण 
होनेपर श्रोताओंको बड़ी भक्तिके साथ पुस्तक तथा 
कथावाचककी पूजा करनी चाहिये और वक्ताको उचित 
है कि वह श्रोताओंको प्रसाद एवं तुलसीकी माला दे! 
तत्पश्चात्‌ मृदङ्ग बजाकर ताळस्वरके साथ कीर्तन किया 
जाय, जय-जयकार और नमस्कार झन्दके साथ शङ्खोंकी 
ध्वनि हो तथा ब्राह्मणों और याचकॉको धन दिया जाय । 
यदि श्रोता विरक्त हो तो कथा-समाप्तिके दूसरे दिन गीता 
बाँचनी चाहिये और गृहस्थ हो तो कर्मकी झान्तिके लिये 
होम करना चाहिये। उस हवनमें दशम स्कन्धका 
एक-एक इलोक पढ़कर विधिपूर्वक खीर, मधु, घी, 
ति और अन्न आदिसे युक्त हबन-सामग्रीकी आहुति दे 
अथवा एकाग्रचित्त होकर गायत्री-मन्त्रसे हवन करे; 
क्योकि वास्तवमें यह महापुराण गायत्रीमय ही है । यदि 
होम करानेकी शक्ति न हो तो उसका फल प्राप्त करनेके 
लिये विद्वान्‌ पुरुष ज्राह्मणोंको कुछ हवन-साममीका दान 
करे तथा कर्में जो नाना प्रकारकी तरुटियाँ रह गयी हों 
या विधिमें जो न्यूनता अथवा अधिकता हो गयी हो, 
उनके दोषकी झान्तिके लिये विष्णुसह्रनामका पाठ 
करे। उससे सभी कर्म सफल हो जाते हैं; क्योंकि इससे 
बढ़कर दूसरा कोई साधन नहीं है । हवनके पश्चात्‌ बारह 
आहाणोंको मीठी खीर भोजन करावे और व्रतकी पूर्तिके 
लिये दूध देनेवाली गौ तथा सुबर्णका दान करे। यदि 
शक्ति हो तो तीन तोले सोनेका एक सिंहासन बनवावे, 
डसपर सुन्दर अक्षरोमें लिखी हुई श्रीमद्धागवतकी पोथी 
रखकर आवाहन आदि उपचारोंसे उसका पूजन करे । 
फिर वख, आभूषण और गन्ध आदिके द्वारा जितेन्द्रिय 
आचार्यकी पूजा करके उन्हें दक्षिणासहित वह पुस्तक 
दान कर दे। जो बुद्धिमान्‌ श्रोता ऐसा करता है, नह 
भव-बन्धनसे मुक्त हो जाता है। यह सप्ताह-यशका 


८७८ 


४.५५११ ५. न ४ ५४.४ ४४४४ ४४४. ५7५५.५ ४४ ४ ४५४-५४४४ ४-४ दन्‌. म ४४४ ॐ ४४४.४ ४५-४४४४ ६ < केनेडी म च. 


विधान सब पापोंका निवारण करनेवाला है; इसका इस 
प्रकार यथावत्‌ पालन करनेसे कल्याणमय श्रीमद्धागनत- 
पुराण मनोबाज्छित फल प्रदान करता है तथा धर्म, अर्थ 
काम और मोक्ष--इन चारों पुरुषाथाँका साधक होता है, 
इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है। 
श्रीसनकादि कहते हैं-नारदजी ! इस प्रकार 
तुम्हें यह सप्ताह-श्रवणकी सारी विधि सुना दी। अब 
और क्या सुनना चाहते हो ? श्रीमद्धागनतसे ही भोग 
और मोक्ष दोनों हाथ लगते है । श्रीमद्धागवत नामक एक 
कल्पवृक्ष है, जिसका अङ्कुर बहुत ही उज्ज्वल है। 
सत्स्वरूप परमात्मासे इस वृक्षका उद्रम हुआ है, यह 
बारह स्कन्धो (मोटी डालियों) से सुशोभित है, भक्ति ही 
इसका थाल्हा है, तीन सौ बत्तीस अध्याय ही इसकी 
सुन्दर शाखाएँ हैं और अठारह हजार इलोक ही इसके 
पत्ते हैं । यह सम्पूर्ण अभीष्ट फलॉको देनेवाला है । इस 
प्रकार यह भागवतरूपी दिव्य वृक्ष अत्यन्त सुलभ 
होनेपर भी अपनी अनुपम महत्ताके कारण सर्वोपरि 
विराजमान है। 
सूतजी कहते हैं--ऐसा कहकर सनकादि 
महात्माओने परम पवित्र श्रीमद्धागबतकी कथा बाँचनी 
आरम्भ की, जो सब पापोंको हरनेवाळी तथा भोग और 
मोक्ष प्रदान करनेवाली है। उस समय समस्त प्राणी 
अपने मनको काबूमें रखकर सात दिनोतक वह कथा 
सुनते रहे। तत्पश्चात्‌ सबने विधिपूर्वक भगवान्‌ 
पुरुषोत्तमकी स्तुति की। कथाके अन्तमें ज्ञान, वैराग्य 
और भक्तिकी पूर्णरूपसे पुष्टि की। उन्हें उत्तम तरुण 
अवस्था प्राप्त हुई, जो समस्त प्राणियोका मन हर 
लेनेवाली थी। नारदजी भी अपना मनोरथ सिद्ध हो 
जानेसे कृतार्थ हो गये, उनके सारे दारीरमें रोमाख हो 
आया और खे परमानन्दमें निमप्न हो गये। इस अकार 
कथा सुनकर भगनानके प्रिय भक्त नारदजी हाथ जोड़कर 
भेमपूर्ण गद्गद वाणीमें सनकादि महात्माओंसे बोले 
“तपोधनो ! आज मैं धन्य हो गया। आप दयालु 
महात्माओने मुझपर बड़ा उनुअह किया । संप्ताह-यज्में 
श्रीमद्धागवतका श्रवण करनेसे आज मुझे भगवान्‌ 


* अर्चयस्व हषीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पद्मुराण 


PU sea nn renee, 


श्रीहरि समीपमें ही मिल गये । मैं तो सन धमाँकी अपेक्षा 
श्रीमद्धागवत-श्रवणको ही श्रेष्ठ मानता हुँ, क्योंकि उसके 
सुननेसे वैकुण्ठवासी भगवान्‌ श्रीकृष्णकी प्राप्ति होती है ।' 

सूतजी कहते हैं-वैष्णवोंमे श्रेष्ठ श्रीनारदजी जब 
इस प्रकार कह रहे थे, उसी समय सोलह वर्षकी 
अवस्थावाले व्यासपुत्र योगेश्वर श्रीशुकदेव मुनि वहाँ 
घूमते हुए आ पहुँचे। वे ऐसे जान पड़ते थे मानो 
ज्ञानरूपी महासागरसे निकले हुए चन्द्रमा हों। वे ठीक 
कथा समाप्त होनेपर वहाँ पहुँचे थे । आत्मलाभसे परिपूर्ण 
श्रीशुकदेवजी उस समय बड़े प्रेमसे धीरे-धीरे 
श्रीमद्धागयतका पाठ कर रहे थे। उन परम तेजस्वी 
मुनिको आया देख सारे सभासद्‌ तुरंत ही उठकर खड़े 
हो गये और उन्हें बैठनेके लिये एक ऊँचा आसन दिया; 
फिर देवर्षि नारदजीने बड़ी प्रसन्नताके साथ उनका पूजन 
किया । जब वे सुखपूर्वक आसनपर विराजमान हो गये 
तो “मेरी उत्तम वाणी सुनो' ऐसा कहते हुए बोले-- 
“भगवत्कथाके रसिक भावुक भक्तजन! यह 
श्रीमद्भागवत वेदरूप कल्पवृक्षका पका एवं चूकर गिरा 
हुआ फल है, जो परमानन्दमय अमृत-रससे भरा है। 
यह श्रीशुकदेवरूप तोतेके मुखसे इस पृथ्वीपर प्राप्त हुआ 
है; जबतक यह जीवन रहे, जनतक संसारका प्रलय न 
हो जाय, तबतक आपलोग इस दिव्य रसका नित्य- 
निरन्तर बारम्बार पान करते रहिये। महामुनि 
श्रीव्यासजीके द्वार रचित इस श्रीमद्धागवतमें परम उत्तम 
निष्काम धर्मका प्रतिपादन किया गया है तथा जिनके 
हृदयमें ईर्ष्या-द्वेषका अभाव है, उन साधु पुरुषेकि जानने 
योग्य उस कल्याणप्रद परमार्थ-तत्त्वका निरूपण किया 
गया है, जो आध्यात्मिक आदि तीनों तापोंका समूल नाश 
करनेवाला है। इस श्रीमद्भागबतकी शरण लेनेवाले 
पुरुषोंको दूसरे साधनोंकी क्या आवश्यकता है। जो 
बुद्धिमान्‌ एब्रं पुण्यात्मा पुरुष इस पुराणको श्रवण 
करनेकी इच्छा करते हैं, उनके हदयमें स्वयं भगवान्‌ ही 
तत्काळ प्रकट होकर सदाके लिये स्थिर हो जाते हैं। 
श्रीमद्धागनत समस्त पुराणोंका तिलक और वैष्णव 
पुरुषोंकी प्रिय वस्तु है । इसमें परमहंस महात्माऑको म्रा 


उत्तरस्वण्ड ] 


38४४४०3४3७59 ४७७७ कक 2:&५9*** ५ »# ४५9७४» ४४» ५७ ४ ४ » » ४65 ४४ + +४++४ ४ #% ४ ४ ९*७५४४ ५४ 2४5४ 29४ 8७ ४ # » ४४ ४:८:::% ४ ७४४४ ४:506:59 8. 


होने योग्य परम उत्तम विशुद्ध अद्दैत-ज्ञानका वर्णन किया 
गया है तथा ज्ञान, वैराग्य और भक्तिके सहित नैष्कर्म्य 
धर्म- (निवृत्तिमार्ग-)को अ्रकाशित किया गया है। जो 
मनुष्य भक्तिपूर्वक इसके श्रवण, पठन और मननमें 
संलभ रहता है, वह संसार-बन्धनसे मुक्त हो जाता है। 
यह रस स्वर्गलोक, सत्यलोक, कैलास तथा वैकुण्ठमें 
भी नहीं है; अतः सौभाग्यशाली पुरुषो ! तुम इसका 
निरन्तर पान करते रहो। कभी किसी प्रकार भी इसको 
छोड़ो मत, छोड़ो मत ।' 

शौनकजी ! व्यासपुत्र श्रीशुकदेवजी इस प्रकार कह 
ही रहे थे कि वहाँ बीच सभामें प्रह्वाद, बलि, उद्धव और 
अर्जुन आदि पार्षदोकि सहित साक्षात्‌ श्रीहरि प्रकट हो 
गये । देवर्षि नारदने भगवान्‌ और उनके भक्तोंका पूजन 
किया । भगवानको प्रसन्न देखकर नारदजीने उन्हें एक 
श्रेष्ठ आसनपर निठा दिया और सन लोग मिलकर उनके 
सामने कीर्तन करने रूगे। उस कीर्तनको देखनेके लिये 
पार्वतीसहित महादेवजी और ब्रह्माजी भी वहाँ आ गये! 
प्रह्वादजी चञ्चल गतिसे थिरकते हुए करताल नजाने 
लगे, उद्धवने मैंजीरे ले लिये, देवर्षि नारदजीने बीणाकी 
ततान छेड़ दी, स्थरमें कुशल होनेके कारण अर्जुन राग 
अलापने लगे, इन्द्रने मृदङ्ग बजाना आरम्भ किया । 
महात्मा सनक, सनन्दन, आदि कीर्तनके नीचमें 
जय-जयकार करने लगे और इन सबके आगे व्यासपुत्र 
शुकदेवजी रसकी अभिव्यक्ति करते हुए भाव बताने 
लगे। उस कीर्तन-मण्डलीके बीच परम तेजस्वी ज्ञान, 
भक्ति और वैराग्य नटोंके समान नृत्य कर रहे थे। यह 
अलौकिक कीर्तन देखकर भगवान्‌ बहुत प्रसन्न हुए और 
बोले---'भक्तजन ! मैं तुम्हारी इस कथा और कीर्तनसे 
बहुत असन्न हूँ, अतः तुमलोग मुझसे खर माँगो।' 
भगवानका यह वचन सुनकर सब लोगॉको बड़ी 
प्रसन्नता हुई, उनका हृदय भगवत्रेमसे सराबोर हो गया। 
वे श्रीहरिसे कहने गे---'भगवन्‌ ! हमारी इच्छा है कि 
जहाँ कहीं भी श्रीमद्धागवतकी सप्ताह-कथा हो, यहाँ इन 
समस्त पार्षदोके साथ यलपूर्वक पधारें । हमलोरगोंका यह 
मनोरध अवश्य पूर्ण होना चाहिये। तब भगवान्‌ 


* श्रीमद्धागवतके सप्ताह-पारायणकी विधि तथा भागखत-माहात्यका उपसेहार + 


८६९ 


24७७४ 


“तथास्तु' कहकर वहाँसे अन्तर्धान हो गये! 

तत्पश्चात्‌ नारदजीने भगवान्‌ तथा उनके भक्तॉके 
चरणॉको लक्ष्य करके मस्तक झुकाया और शुकदेव आदि 
'तपस्बियोंको भी प्रणाम किया । इस प्रकार कथामृतका 
पान करके सब लोगोंको बड़ी प्रसन्नता हुई और उन 
सबका मोह नष्ट हो गया । फिर वे सन लोग अपने-अपने 
स्थानको चले गये। उस समय श्रीशुकदेवजीने ज्ञान- 
बैराग्यसहित भक्तिको श्रीमन्भागनत-साखमें स्थापित कर 
दिया। इसीसे श्रीमद्धागवतका सेवन करनेपर भगवान्‌ 
विष्णु वैष्णवॉके इदयोंमें विराजमान हो जाते हैं; जो लोग 
दरिद्रता (तरह-तरहके अभाव) और दुःखरूप ज्वरसे 
दग्ध हो रहे हैं, जिनको मायापिशाचीने अपने पैरोंसे 
कुचल डाला है तथा जो संसार-समुद्रमें पड़े हुए हैं, 
उनका कल्याण करनेके लिये श्रीमद्भागनत-झाख 
निरन्तर गर्जना कर रहा है। 

झौनकजीने पूछा--सूतजी ! शुकदेवजीने राजा 
परीक्षितृको, गोकर्णजीने धुन्धुकारीको तथा सनकादिने 
देवर्षि नार्दको किस-किस समय श्रीमद्भागनतकी कथा 
सुनायी थी? 

सूतजीने कहा--भगवान्‌ श्रीकृष्णके परमघाम 
पधारनेके पश्चात्‌ जब कलियुगको आये तीस वर्ष हो 
गये, उस समय भादोंके शुकृपक्षकी नवमी तिथिको 
औझुकदेवजीने कथा आरम्भ की ! राजा परीक्षितृके कथा 
सुननेके पश्चात्‌ कलियुगके दो सौ वर्ष बीत जानेपर शुद्ध 
आषाढ मासकी शुक्ला नवमीको गोकर्णजीने कथा सुनायी 
थी। उसके बाद जब कलियुगके तीन सौ छः वर्ष 
व्यतीत हो गये, तन कार्तिक शुक्ृपक्षकी नवमी तिथिको 
सनकादिने कथा आरम्भ की थी ! पापरहित शौनकजी ! 
आपने जो कुछ पूछा था, वह सन मैंने नता दिया। इस 
कस्ल्युगमें श्रीमद्धागवतकी कथा संसाररूपी रोगका 
नादा करनेवाली है । संतजन । आपलोग श्रद्धापूर्वक इस 
कथामृतका पान करें। यह भगवान्‌ श्रीकृष्णको परम 
प्रिय, समस्त पापोंका नाश करनेवात्त्र, मुक्तिका एकमात्र 
कारण तथा भक्तिको बढ़ानेवाला है। इसको छोड़कर 
'लोकमें अन्य कल्याणकारी साघनेकि विचार करनेकी 


८७० 


+ अर्चयस्व हषीकेश यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


443%23&35 8053: 2:0%७ ४४ ४+:४४४४ ४:0४ लक ७७४४४» &७+:$&७७» ७७ ४५४४5 ४5 &:$»४+ 3:४5» *»७*४७७७५४४४###+ 09 #5* 8. 


चया आवश्यकता है? अपने सेवकको पाझ हाथमें 
लिये देख यमराज उसके कानमें कहते हैं--'देखो, जो 
लोग भगवानकी कथा-वार्तामें मस्त हो रहे हों, उनसे दूर 
ही रहना। मैं दूसरे ही लोगोंको दण्ड देनेमें समर्थ हुँ, 
चैष्णबॉको नहीं ।' इस असार संसारमें विषयरूपी विषके 
सेवनसे व्याकुलचित्ते हुए मनुष्यो ! यदि कल्याण चाहते 
हो तो आधे क्षणके लिये भी श्रीमद्धागवतकथारूपी 
अनुपम सुधाका पान करो । अरे भाई ! घृणित चर्चासे 
भरे हुए कुमार्गपर क्यों व्यर्थ भटक रहे हो । इस कथाके 
कानमें पड़ते ही मुक्ति हो जाती है । मेरे इस कथनमें राजा 
परीक्षित्‌ प्रमाण हैं। श्रीशुकदेवजीने प्रेम-रसके प्रबाहमें 
स्थित होकर यह कथा कही है। जो इसे अपने कण्ठसे 


लगाता है, वह बैकुण्ठका स्वामी बन जाता है। 
शौनकजी ! मैंने समस्त झास्त्र-समुदायका मन्थन करके 
इस समय आपको यह परम गुह्य रहस्य सुनाया है। यह 
समस्त सिद्धान्तोंद्रारा अमाणित है। संसारमें 
श्रीमद्धागवतकी कथासे अधिक पवित्र और कोई वस्तु 
नहीं है, अतः आपलोग परमानन्दकी प्राप्तिके लिये 
द्वादशस्कन्धरूप इस सारमय कथामृतका किञ्चित्‌- 
किञ्चित्‌ पान करते रहिये। जो मनुष्य नियभपूर्वक इस 
कथाको भक्तिभावसे सुनता है और जो विशुद्ध वैष्णव 
पुरुषॉके आगे इसे सुनाता है, वे दोनों ही उत्तम विधिका 
पालन करनेके कारण इसका यथार्थ फल प्राप्त करते हैं । 
उनके लिये संसारमें कुछ भी असाध्य नहीं है । 


और > 


यमुनातटवर्ती 'इन्द्रप्रस्थ' नामक तीर्थकी माहात्प्य-कथा 


ऋषियोंने पूछा--सूतजी ! अब आप यमुनाजीके 
माहात्म्यका विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिये। साथ ही यह 
बात भी बताइये, किसने किसके प्रति इस माहात्म्यका 
उपदेश किया था? 
सूतजीने कहा--एक समयकी बात है, पाण्डु- 
नन्दन युधिष्ठिर सौभरि मुनिसे कल्याणमय ज्ञान सुननेके 
लिये उनके स्थानपर गये और उन्हें नमस्कार करके इस 
प्रकार पूछने रूगे--'ब्रह्मन्‌! सूर्यकन्या यमुनाजीके 
'तटपर जितने तीर्थ हैं उनमें ऐसा कल्याणमय तीर्थ कौन 
है, जो भगवानकी जन्मभूमि मथुरासे भी बड़ा हो।' 
सौभारिं बोले-एक समय मुनिश्रेष्ठ नारद और 
पर्वत आकाशमार्गसे जा रहे थे। जाते-जाते उनकी दृष्टि 
परम मनोहर खाण्डब वनपर पड़ी। खे दोनों मुनि 
आकाशसे वहाँ उतर पड़े और यमुनाजीके उत्तम तटपर 
बैठकर विश्राम करने लगे । क्षणभर विश्राम करनेके नाद 
उन्होंने स्नान करनेके लिये जळमें प्रवेश किया । इसी 
समय उझीनर देशके राजा शिनिने, जो उस वनर्में शिकार 
खेलनेके लिये आये थे, उन दोनों मुनियोंको देखा । तब 
चे उनके निकलनेकी प्रतीक्षा करते हुए नदीके तटपर बैठ 
गये। नारद और पर्वत मुनि जब विधिपूर्वक स्त्रान 


करके वस्त्र पहन चुके तब राजा शिबिने उनके चरणॉमें 
मस्तक रखकर प्रणाम किया। फिर तो वे मुनि भी 
राजाके साथ ही तटपर विराजमान हो गये। वहाँ 
सुवर्णके हजारों यूप दिखायी दे रहे थे। अभिमानरहित 
राजा शिबिने उन यूपॉपर दृष्टि डालकर देवर्षि नारद और 
पर्वतसे पूछा--'मुनिवरो ! ये यज्ञ-यूप किनके हैं? 
किस देवता अथवा मनुष्यने यहाँ यज्ञ किये हैं ? काझी 
आदि तीथाँको छोड़कर किस पुरुषने यहाँ यज्ञ किया 
है? अन्य तीर्थोसे यहाँ क्या विशेषता है? इसमें 
कौन-सा विज्ञानका भण्डार भरा हुआ है ? यह बतानेकी 
कृपा करें।' 

नारदजीने कहा-रराजन्‌! पूर्वकालमें 
हिरण्यकशिपुने जब देवताओको जीतकर तीनों लोकोंका 
राज्य प्राप्त कर लिया तो उसे बड़ा घमण्ड हो गया। 
उसके पुत्र प्रह्मादजी भगवान्‌ विष्णुके अनन्य भक्त थे; 
किन्तु बह पापात्मा उनसे सदा द्वेष रखता था। भक्तसे 
द्रोह करनेके कारण उसे दण्ड देनेके लिये भगवान्‌ 
विष्णुने नृसिंहरूप घारण किया और उसका बध करके 
स्वर्गका राज्य इन्द्रको समर्पित कर दिया । आपना स्थान 
पाकर इन्द्रने गुरु बृहस्पतिके चरणॉमें मस्तक झुकाकर 


उत्तरखण्ड ] 


» यमुनातटवर्ती 'दुन्द्प्रस्थ' नामक तीर्थकी याहात्य-कथा » 


८७१ 


2९७००-९००९५७९७७:३०७९०-००११-५०-९५०७१९००१९०-०००-००-०००-७०-०००-७०७०००५:३३३:०:००००१०१०७०७-७०-००९:३:३:३:१:०१२७-०००७००००-७१:९:३०-७००-७१०१:३००००८- 


अणाम किया और भगवान्‌ नारायणके गुणोंका स्मरण 
करते हुए कहा- “गुरुदेव ! समस्त जगतका पालन 
करनेवाले नृसिंहरूपधारी श्रीहरिने मुझे पुनः देबताओंका 
राज्य प्रदान किया है, अतः मैं यज्ञोंद्रारा उनका पूजन 
करना चाहता हूँ। इसके लिये आप मुझे पवित्र स्थान 
बताइये और योग्य न्राह्मणोंका परिचय दीजिये। आप 
हमलोगोंके हितकारी हैं, अतः इस कार्यमें विलम्ब नहीं 
करना चाहिये।' 

गृहस्पतिजीने कहा--देवराज ! तुम्हारा खाण्डव 
वन परम पवित्र और रमणीय स्थान है । वहाँ त्रिभुवनको 
पघित्र करनेवाली पुण्यमयी यमुना नदी है। यदि तुम 
आत्मीयजनोंका कल्याण चाहते हो तो उसीके तटपर 
चलकर नाना प्रकारके यज्ञोद्रारा भगवान्‌ केशवकी 
आराधना करो। 

गुरु बृहस्पतिके वचन सुनकर देवराज इन्द्र तुरेत 
गुरु, देवता तथा यज्ञसामग्रीकै साथ खाण्डव वनमें 
आये। फिर गुरुकी आज्ञासे ब्रह्मकुमार वसिष्ठ आदि 
सप्तर्षियों तथा अन्य त्राह्मणॉंका वरण करके इन्द्रने 
जगत्पति भगवान्‌ विष्णुका यजन किया। इससे प्रसन्न 
होकर भगवान्‌ विष्णु, ब्रह्म और महादेवजीके साथ 
इन्द्रके यज्ञमें पधारे । सरलहृदय इन्द्र तीनों देवताओंको 
उपस्थित देख तुरंत आसनसे उठकर खड़े हो गये और 
मुनियोके साथ उनके चरणोंमें प्रणाम किया। फिर 
जाहनोंसे उतरकर वे तीनों देवता सोनेके सिंहासनॉपर 
विराजमान हुए। उस समय वेदियोंपर प्रज्वलित त्रिविध 
अभियोंकी भाँति उन तीनोंकी शोभा हो रही थी। श्वेत 
और लाल वर्णवाले शङ्कर एव बरह्माजीके बीचमें बैठे हुए 
पीताम्बरधारी श्यामसुन्दर भगवान्‌ विष्णु ऐसे जान पड्ते 
थे मानो दो पर्वत-शिखरोकि बीच निजलीसहित मेघ 
दिखायी दे रहा हो | इन्द्रने उन तीनॉके चरण धोकर उस 
जलको अपने भस्तकपर चढ़ाया और बड़ी प्रसत्रताके 
साथ मधुर वाणीमें इस प्रकार स्तुति करना आरम्भ किया। 

इन्द्र खोले---देव ! आज मेरे द्वारा आरम्भ किया 
हुआ यह यज्ञ सफल हो गया; क्योंकि योगियोंको भी 
जिनका दर्शन मिलना अत्यन्त कठिन है, वे ही आप 


तीनों देवता स्वतः मुझे दर्शन देने पधारे हैं! विष्णो ! 
यद्यपि आप एक ही हैं, तो भी सत्त्व आदि गुणोंका 
आश्रय लेकर आपने अपने तीन स्वरूप बना लिये हैं। 
इन तीनों ही रूपोंका तीनों चेदोंमें वर्णन है अथवा ये 
तीनों रूप तीत वेदस्वरूप ही हैं। जैसे स्फटिकमणि स्वतः 
उज्ज्वल है, किन्तु भाँति-भाँतिके रंगोंके सम्पर्कमें आकर 
बिजिघ रंगका जान पड़ता है, उसी प्रकार आप एक 
होनेपर भी उपाधिभेदसे अनेकवत्‌ प्रतीत होते हैं। 
आपका यह नानात्व स्फटिकमणिके रंगोंकी भाँति मिथ्या 
ही है। प्रभो ! जैसे लकड़ियोंमें छिपी हुई आग रगड़े 
बिना प्रकट नहीं होती, उसी प्रकार सम्पूर्ण भूतोके हदयमें 
छिपे हुए आप परमात्मा भक्तिसे ही प्रत्यक्ष प्रकट होकर 
दर्शन देते हैं। आप सब प्राणियोंका उपकार करनेवाले 
हैं। आपमें एककी भी भक्ति हो तो अनेकोंको सुख होता 
है। प्रह्वादजीकी की हुई भक्तिके द्वारा आज सम्पूर्ण देवता 
सुखी हो गये हैं। देव हम सभी देवता विषय-भोगोंमें ही 
फँसे हैं। हमारे मनपर आपकी मायाका पर्दा पड़ा है, 
अतः हम आपके स्वरूपको नहीं जानते; उसका यथावत्‌ 
ज्ञान तो उम्हींको होता है, जो आपके चरणोंके सेवक हैं । 
ह्मा और महादेवजी ! आप दोनों भी इस जगतके गुरु 
हैं; यह गुरुत्व भगवान्‌ विष्णुका ही है, इसलिये 
आपलोग इनसे पृथक्‌ नहीं हैं । वाणीसे जो कुछ भी कहा 
जाता है और मनसे जो कुछ सोचा जाता है, वह सब 
भगवान्‌ विष्णुकी माया ही है। जो कुछ देखनेमें आ रहा 
है, यह सारा प्रपञ्च ही मिथ्या है--ऐसा विचार करके जो 
मनुष्य भगवान्‌ विष्णुके चरणका भजन करते हैं, वे 
संसार-सागरसे तर जाते हैं । महादेवजी ! इन चरणोंकी 
महिमाका कहाँतक वर्णन किया जाय, जिनका जल आप 
भी अपने मस्तकपर धारण करते हैं। ब्रह्माजी ! मैं तो 
यही चाहता हूँ कि जिनकी दृष्टि पड़नेमात्रसे विकारको 
आप्त होकर प्रकृति महत्तत्व आदि समस्त जगतकी सृष्टि 
करती है, उन्हीं भगवान्‌ लिष्णुके चरण-कमलोंमें मेरा 
जन्म-जन्म दृढ़ अनुराग चना रहे। भगवान्‌ नृसिंह ! 
आपके समान दयालु प्रभु दूसरा कोई नहीं है; क्योंकि जो 
आपसे शत्रुभाव रखते हैं, उनके लिये भी आप सुखका 


८७२ 


ही विस्तार करते हैं। जो लोग ऐसा कहते हैं कि आप 
अपने भक्तोंका झोक दूर करनेके लिये ही दयालु हैं-- 
यह उनकी अज्ञता है! 
राजन्‌ ! इस प्रकार भगवान्‌ केशवकी स्तुति करके 
देवराज इन्द्रने उनके चरणोंमें प्रणाम किया तथा उनका 
'बचन सुननेके लिये वे दत्तचित्त होकर खड़े हो गये । तब 
यज्ञसभामें आये हुए मुनि इन्द्रद्माम की हुई रमापति 
भगवान्‌ विष्णुकी यह स्तुति सुनकर भगवद्धक्तिकी 
प्रशंसा करते हुए उन्हें साधुवाद देने लगे । 
नारदजी कहते हैं- मुनियोद्वारा त्रिलोकीसे 
अतीत नित्य धामकी प्राप्ति करानेवाली तथा सबके सेवन 
करनेयोग्य अपनी भक्तिका समर्थन सुनकर सम्पूर्ण 
जगत्के गुरु भगवान्‌ श्रीहरि उस समाजके भीतर इन्द्रस 
मधुर वाणीमें बोले । 
श्रीभगवान्‌ले कहा--देखराज ! ये मुनि परम 
ज्ञानी हैं। अतः यदि ये मेरी भक्तिको गौरव देते और 
उसका सत्कार करते हैं तो यह कोई आश्चर्यकी बात नहीं 
है; क्योंकि ये तीनों लोकोमें निवास करनेवाले प्राणियोंको 
उपदेश देनेवाले हैं। ये ही सदा नष्ट हुए वैदिक मार्गको 
पुनः स्थापित करते हैं। यद्यपि तुम स्वर्गके भोगोंमें 
आसक्त थे, तथापि जो भक्तिपूर्वक मेरी झारणमें आ 
गये--इसमें कोई आश्चर्य महीं है; क्योंकि देवगुरु 
मृहस्पति-जैसे महात्मा तुम्हारे गुरु हैं। सुरश्रेष्ठ ! तुम 
बहुत-सी दक्षिणायाले यज्ञॉसे मेरा यजन करो, किन्तु 
'मनमें कोई कामना न रखो। इससे तुम तुरंत ही मेरे 
समीपवती पद--परम घामको प्राप्त होओगे। तुम 
प्रत्येक यजमें रलोके अनेक प्रस्थ (ढेर) दान करो; फिर 
इसी नामसे यह स्थान इन्द्रप्रस्थ कहलायेगा। 
महादेवजी ! आप यहीं काशी और शिवकाश्जीकी 
स्थापना कीजिये और पार्यतीजीके साथ सदा इस तीर्थमें 
निवास कीजिये। बृहस्पतिजी ! आप भी यहाँ 
निगमोद्दोधक तीर्थकी स्थापना कीजिये! यहाँ खान 
करनेसे पूर्वजन्मकी स्मृति और परमात्माका ज्ञान प्राप्त हो । 
मैं भी यहाँ परम मनोहर द्वारकापुरी, अयोध्यापुरी, मधुवन 
और बदरिकाश्रमकी स्थापना करता हूँ तथा सदा यहाँ 


» उर्स्लयस्व इचीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ + 
Shronesssenanangenrapteeeeseenngersesngsnenssssneenpeeeteeseeasnesenesenengtnegeesseessseeassensnessee 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण. 


उपस्थित रहूँगा। इन्द्र ! हरिद्वार और पुष्कर नामक जो दो 
श्रेष्ठ तीर्थ हैं, उनको भी मैं तुम्हारे हितकी कामनासे यहाँ 
स्थापित करता हूँ। नैमिषारण्य, कालझरगिरि तथा 
सरस्वतीके तटपर भी जितने तीर्थ हैं, उन सबकी मैं यहाँ 
स्थापना करता हूँ। 

नारदजी कहते है--राजा शिबि ! श्रीहरिके ये 
कल्याणमय वचन सुनकर सबने वैसा ही किया। अब 
यह स्थान सम्पूर्ण तीथोंका स्वरूप बन गया, अतः 
देवराज इन्द्रने सुवर्णके यूपोंसे सुशोभित अनेक यशज्ञोंद्वारा 
पुनः भगवान्‌ लक्ष्मीपतिका यजन किया और भगवानक़े 
सामने ही ब्राह्मणोंको रलोके कितने ही प्रस्थ दान किये । 
दान देते समय उन्होंने केवल यही उद्देश्य रखा कि 
मुझपर सर्वात्मा नारायण सन्तुष्ट हों। तभीसे यह तीर्थ 
इन्द्रप्रस्थ कहलाता है। 

इन्द्रने यहाँ सुबर्ण-यूपोंसे सुशोभित यज्ञोंका 
विधिपूर्वक अनुष्ठान पूर्ण किया और भगवान्‌ विष्णु 
आदि देवताओंकी पूजा करके उन्हें बिंदा किया । फिर 
ब्रह्मजीके पुत्र वसिष्ठ आदि ऋत्विजोंको धन आदिके 
द्वारा सन्तुष्ट करके बृहस्पतिको आगे करके इन्द्र 
स्वर्गलोकको चले गये। राजन्‌! वहाँ भगवानकी 
भक्तिसे युक्त हो इन्द्रने राज्य किया और पुण्य क्षीण 
होनेपर पुनः हस्तिनापुरमें जन्म लिया। 

बहाँ शिषशर्मा नामक एक ब्राह्मण थे, जो वेद- 
चेदाङ्गेंके पारङ्गत विद्वान्‌ थे! उनकी पल्रीका नाम 
"गुणवती था। भगवान्‌ विष्णुके सेवक देवराज इन्द्र 
उसीके गर्भसे उत्पन्न हुए! शिवशर्माने ज्यौतिषियोंको 
बुलकाया । ज्यौतिषी लप्न देखकर उसका फल नतलाने 
लगे~_'शिवरार्माजी ! आपका यह बालक भगवान्‌ 
विष्णुका प्रिय भक्त होगा तथा आपके कुलका उद्धार 
करेगा ।' ज्यौतिषियोंका यह झान्तिदायक वचन सुनकर 
शिवशर्माने अपने पुत्रका नाम विष्णुरार्मा रखा और उन्हे 
धन देकर विदा किया । शिवशर्मा बड़े बुद्धिमान्‌ थे । वे 
मन-ही-मन सोचने लगे--'मेण जीवन धन्य है; क्योंकि 
मेरा पुत्र भगवान्‌ विष्णुका भक्त होगा।' मनमें ऐसी ही 
बात विचारते हुए शिवशार्माने किसी अच्छे दिनको श्रेष्ठ 


उत्तरखण्ड ] 


* निगमोद्लो नामक तीर्थकी महिमा--शिवशमांके पूर्वजन्पकी कथा « 


८७३ 


Sreneeresseeesesseesseoeseesneneaseaneeaernenensnneenerenessnnesneanesneneseeenede५५५५५५४०॥ ०५००५५४१५५४. 


ब्राह्मणोंके द्वारा शिझुके जात-कर्म आदि संस्कार कराये । 
जब सात वर्ष व्यतीत हो गये और आठवां वर्ष आ लगा 
तब उन्होंने अपने पुत्रका उपनयन-संस्कार किया । इसके 
बाद बारह वर्षोतक उसे अङ्गोंसहित वेद पढ़ाये। 
तत्पश्चात्‌ शिवशर्माने पुत्रका विवाह कर दिया । बुद्धिमान्‌ 
विष्णुरार्मने अपनी पल्रीसे एक पुत्र उत्पन्न करके अपने 
विषय-वासनारहित मनको तीर्थयात्रामें लगाया और 
पिताके पास जाकर उनके दोनों चरणोमें प्रणाम किया । 
तत्पश्चात्‌ महाभ्राक्ञ विष्णुदार्मा इस प्रकार बोले 
“पिताजी ! मुझे आज्ञा दीजिये । मैं सत्सङ्ग प्रदान करने- 
वाले तृतीय आश्रमको स्वीकार करके अब श्रीविष्णुकी 
आराधना करूँगा । स्त्री, गृह, धन, सन्तान और सुद्दद-- 
ये सभी जलमें उठनेयाले बुदबुदॉकी तरह क्षणभन्नुर है; 
अतः विद्वान्‌ पुरुष इनमें आसक्त नहीं होता । मैंने वेदेकि 
स्वाध्यायसे और सन्तानोत्पत्तिके द्वारा क्रमशः ऋषि-ऋण 
और पितृ-ऋणसे उद्धार पा लिया है। अब तीथॉमें 
रहकर निष्कामभावसे भगवान्‌ केशवकी आराधना करना 
चाहता हूँ। गुणमय पदार्थोकी आसक्तिका त्याग करके 
जनतक प्रारब्ध रोष है, किसी उत्तम तीर्थमें रहनेका 
विचार करता हूँ।' 

'शिबशर्माने कहा--बेटा ! मेरे लिये भी 
आहङ्कारशूत्य होकर चतुर्थ आश्रममें प्रवेश करनेका 
समय आ गया है, अतः मैं भी विषयॉको विषकी भाँति 
स्यागकर श्रीकेशवरूपी अमृतका सेवन करूँगा । अब 
मेरी वृद्धावस्था आ गयी, अतः घरमें मेरा मन नहीं 
लगता । तुम्हारा छोटा भाई सुशर्मा कुटुम्बका पालन- 


पोषण करेगा । हम दोनों श्रीहरिके चरण-कमलॉका चिन्तन 
करते हुए अब यहाँसे चल दें । 

औनारदजी कहते हैं-राजन्‌! ऐसा निश्चय 
करके वे दोनों मुमुक्षु पिता-पुत्र अन्धकारपूर्ण आधी 
रातके समय घरसे चल दिये और घूमते हुए इस परम 
कल्याणदायक तीर्थ इन्द्रप्रस्थमें आये। यहाँ अपने 
पूर्वजन्मके किये हुए यज्ञयूपोंको देखकर विष्णुशर्माको 
्रीहरिके समागमका स्मरण हो आया। उन्होंने अपने 
पितासे कहा--'पिताजी ! मैं पूर्वजन्ममें इन्द्र था। मैंने 
ही भगवान्‌ विष्णुको प्रसन्न करनेकी इच्छासे यहाँ यज्ञ 
किये थे। यहीं मेरे ऊपर भक्तवत्सल भगवान्‌ केशव 
असन्न हुए थे । मैंने रलोके प्रस्थ दान करके यहाँ ब्राह्मणों 
और सपर्षियोंको सन्तुष्ट किया था। उन्होंने ही मुझे 
विष्णुभक्तिकी प्रापि तथा इस जन्भमें मोक्ष होनेका 
आशीर्वाद दिया था। इस तीर्थको सर्वतीर्थमय बनाकर 
इन्द्रप्रस्थ नाम दिया गया था। उन मुनिवरोंने इसी 
स्थानपर मेरी मृत्यु होनेकी बात बतायी है और अन्तमें 
भगवानके परमधामकी प्राप्ति होनेका आश्वासन दिया है । 
ये सब बातें मुझे इस समय याद आ रही हैं। यह 
निगमोद्रोधक नामक तीर्थ है, जिसे मेरे गुरु वृहस्पतिजीने 
स्थापित किया था । सप्ततीर्थ और निगमोद्रोध--इन दो 
तीथेकि बीचमें देवताओनि इस इन्द्रस्थनामक महान्‌ 
क्षेत्रकी स्थापना की है। पिताजी ! यह पूर्जसे पश्चिमकी 
ओर एक योजन चौड़ा है और यमुनाके दक्षिण तटपर 
चार योजनकी लंबाईमें फैला हुआ है। महर्षियोंने 
इन्द्रप्रस्थकी इतनी ही सीमा बतायी है ।' 


= * = 


निगमोद्वोध नामक तीर्थकी महिमा--शिवशर्माके पूर्वजन्मकी कथा 


नारदजी कहते हैं--राजन्‌ ! यह नात सुनकर 
शिवशर्माके मनमें बड़ा सन्देह हुआ और उन्होंने अपने 
सत्यवादी पुत्र विष्णुशर्मासे पूछा--'नेटा ! मैं कैसे 
समझ कि तुम पूर्वजन्ममें देबताओंके राजा इन्द्र थे और 
तुमने ही यज्ञ करके रलोके द्वारा ब्राह्मणोंको सन्तुष्ट किया 
था । तुम्हारी कही हुई बातें जिस प्रकार मेरी समझमें आ. 


जायँ, वह करो । पूर्वजन्ममें किये हुए कार्योंका ज्ञान इस 
समय तुम्हें कैसे हो रहा है ? 

विष्णुरामाने कहार पिताजी ! मुझे ऋषियोंने 
पूर्वजन्मक्की स्मृति बनी रहनेका वरदान दिया है। उन्हींके 
मुँहसे इस तीर्थके विषयमें ऐसी महिमा सुनी थी। आप 
यहाँ निगमोद्वोध तीर्थमें स्नान कीजिये । इससे आपको भी 


cs 


35५3555%5५0७५०5%3५:52%5295:5%»७%५७:%» » ७५५०» ५५५५:५०:५५५9५४७*»»५.५६५५४ ५५४५9» ४७५७४ ३:५/%#५४४»*»४$*2 ४9४४ &»»४&20&#8 6. 


पूर्वजन्मकी स्मृति प्रदान करनेवाला दुर्कभ ज्ञान 
प्राप्त होगा। 
यह सुनकर विप्रवर शिवशर्माने पूर्वजन्मकी स्मृति 
प्राप्त करनेके लिये भगवान्‌ श्रीहरि, श्रीगङ्गाजी एवं 
अयोध्या आदि सात पुरियोंका स्मरण करके और 
भगवान्‌ गोविन्दमें चित्त लगाकर निगमोद्ठोध तीर्थमें 
बार-बार डुबकियाँ लगाकर स्त्रान किया । उसके बाद 
'ण किया । तदनन्तर सूर्यको सादर अर्घ्य देकर 
विविध उपचारोंसे भगवान्‌ विष्णुका पूजन किया। इस 
तरह नित्यकर्म पूरा करके ने सुखपूर्वक बैठे और अपने 
सुयोग्य पुत्र विष्णुशर्मासे बोले । 
शिवशमने कहा--विष्णुरार्मन्‌ ! यहाँ स्नान 
करनेसे मुझे भी पहलेके जन्म-कर्मोंका स्मरण हो आया 
है। महाभाग ! मैं उन्हें तुम्हारे सामने कहता हूँ, सुनो । 
पूर्वजन्ममें मैं घनवान्‌ वैश्यके कुलमें उत्पन्न हुआ था। 
मेरे पिताका नाम शरभ था। वे कान्यकुन्जपुरमें निवास 
करते थे ! नहाँ व्यापारके द्वारा उन्होंने बहुत धन कमाया; 
परन्तु रात-दिन उन्हें यही चिन्ता घेरे रहती थी कि पुत्रके 
बिना मेरी सञ्चित की हुई यह सारी धनराशि व्यर्थ ही है। 
इस प्रकार चिन्तामेँ पड़े हुए वैश्यके घर एक दिन परोक्ष 
विषयोंका ज्ञान रखनेवाले मुनिवर देवलजी पघारे । उन्हें 
आया देख मेरे पिता आसनसे उठकर खड़े हो गये। 
उन्होंने पाद्य और अर्घ्य देकर मुनिको प्रणाम किया, उत्तम 
आसनपर नैठाया और सम्मानपूर्वक कुशलप्रश्न पूछते 
हुए कहा--'मुनिश्रेष्ठ ! आपका इस पृथ्वीपर विचरना 
हम-जैसे गृहस्थोंको सुख देनेके लिये ही होता है; 
अन्यथा यदि आप कृपा करके स्वतः न पधारें, तो घरकी 
चिन्तामें डूबे हुए मनुष्योंको आप-जैसे महात्माका दर्शन 
कहाँ हो सकता है? जिनकी बुद्धि भगवान्की 
चरण-रजके चिन्तनमें लगी हुई है, उन्हें कहीं भी कोई 
कामना नहीं हो सकती | तथापि यहाँ आपके पधारनेका 
क्या कारण है ? यह शीघ्र बतानेकी कृपा करें ।' 
बैञ्यके ऐसा कहनेपर देवल मुनिने उनके 
मनोभाकको जाननेके लिये पूछा--'वैश्यप्रवर ! तुमने 
धर्मपूर्वक बहुत धनका सञ्चय कर लिया है और उसीसे 


* अर्चयस्व हृषीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


७७७४७४७७३७ ३ बजे ७७७७७७७४७७ ७७७ ककत 


तुम नित्य और नैमित्तिक क्रियाओका भलीभाँति 
अनुष्ठान करते हो। फिर भी तुम्हारा शरीर सूखा क्यों 
जा रहा है? यदि कोई गोपनीय बात न हो, तो मुझे 
अवश्य बताओ ।' 

वैश्यने कहा--मुनिश्रेष्ठ ! आपसे छिपानेयोग्य 
कौन-सी बात हो सकती है ? आपकी कृपासे मुझे सब 
प्रकारका सुख है। दुःख केवल एक ही बातका है कि 
बुढ़ापा आ जानेपर भी अबतक मेरे कोई पुत्र नहीं हुआ । 
आप कृपा करके ऐसा कोई उपाय कीजिये, जिससे मैं भी 
पुत्रवान्‌ हो सकूँ। आप-जैसे महात्माओंके लिये इस 
पृथ्वीपर कोई भी कार्य असम्भव नहीं है। 

वैश्यश्रेष्ठ शरभके ये वचन सुनकर परोक्षज्ञानी 
देवलजीने आँखें बंद कर मनको स्थिर करके क्षणभर 
ध्यान किया और मेरे पिताको सन्तानकी प्राप्ति होनेमें जो 
रुकावट थी, उसका कारण जानकर उन्हें पुरानी बातोंकी 
याद दिळाते हुए कहा--“वैश्य ! पहलेकी बात है, एक 
दिन तुम्हारी धर्मपल्रीने अपने मनमें जो कामना की थी, 
उसे बतलाता हुँ; सुनो । इसने पार्वतीजीसे प्रार्थना 
की-_'झिवप्रिया गौरीदेवी ! यदि मैं गर्भवती हो जाऊँ 
तो तुम्हें षड्रस भोजनसे सन्तुष्ट करूँगी ।' इस प्रार्थनाके 
बाद उसी महीनेमें तुम्हारी पल्लीके गर्भ रह गया। तब 
सखियोंके अनुरोधसे तुम्हारी पतिव्रता पत्नीने तुम्हारे पास 
आकर विनयपूर्वक कहा--'नाथ ! मैं सम्पूर्ण 
कामनाओंको देनेवाळी पार्वती देवीकी पूजा करना चाहती 
हूँ, क्योंकि उन्हींकी कुपासे इस समय मेरा मनोरथ पूर्ण 
हुआ है।' 

““वैश्यप्रवर ! अपनी पल्लीके ये शुभ वचन सुनकर 
तुम बहुत प्रसन्न हुए और तुमने मधु, अन्न, द्राक्षा और 
गन्ध आदि सब सामग्रियोको मँगवाकर अपनी पल्नीके 
हवाले कर दिया । तन तुम्हारी पलीने सखियोंको बुलाकर 
कहा--'सहेलियो ! पूजनकी सारी सामग्री मैने मैंगा ली 
है। यह सब लेकर तुमलोग मन्दिरमें जाओ और 
विधिवत्‌ पूजा करके देवीको सन्तुष्ट करो । हमारे कुलमें 
गर्भवती रू घरसे बाहर नहीं निकलती; इसलिये मैं नहीं 
चल सकूँगी । तुम्हीं लोग देवीकी पूजाके लिये जाओ ।' 


उत्तरखण्ड ] 


+ देवरू सुनिका शरभको राजा दिलीपकी कथा सुनाना « 


८७५ 


89000000:002-83:020204-६३:९००:३३३००३:७००००००००%००-००००००७००७०७०७७-७-७०७७-७०७-७०७००७०२७०७-७-००००-९९:३०२९३-७७०७-०-०७००९:९१०१-५०-०००- 


“तुम्हारी पलीकी आज्ञा पाकर सखियाँ पूजाकी 
सामग्री ले अम्बिकाके मन्दिरमें गयीं। वहाँ उन्होंने 
पार्वतीजीको प्रणाम और प्रदक्षिणा करके भक्तिपूर्वक 
कहा--'जगदम्बे ! तुम्हें नमस्कार है। शिवप्रिये ! 
हमारा कल्याण करो। शरभ नामक वैश्यकी पत्री 
'ललिताको तुम्हारी कृपासे गर्भ प्राप्त हो गया, अतः उसने 
तुम्हारी पूजाके लिये यह सब सामग्री हमारे हाथ भेजी 
है। उसके कुलमें गर्भवती स्त्री घरसे बाहर नहीं 
निकलती, इसीलिये वह स्वयं नहीं आ सकी है । देवि ! 
तुम प्रसन्न होकर इस पूजनको ग्रहण करो ।' 

“ऐसा कहकर सखियोंने माता पार्वतीका चन्दन 
आदिसे विधिपूर्वक पूजन किया; परन्तु भगवती गौरीकी 


ओरसे उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला । सखियाँ घर लौट . 


आयीं और तुम्हारी पलीसे बोलीं कि इस पूजासे 
पार्नतीजी प्रसन्न नहीं हैं । सखियोंकी बात सुनकर तुम्हारी 
स्त्रीके मनमें बड़ी व्याकुलता हुई। वह मन-ही-मन 
चिन्ता करने लगी कि 'उनके सुन्दर मन्दिरमें पूजाके 
समय मैं खर्य नहीं जा सकी, यही मेरा अपराध है। 
इसके सिवा दूसरी कोई ऐसी बात नहीं जान पड़ती, जो 
उनकी अप्रसन्नताका कारण हो। जो बात नीत गयी, 
उसको तो बदलना असम्भव है; किन्तु मैं गर्भसे छुटकारा 
पानेपर स्वयं भगवतीकी पूजाके लिये उनके मन्दिरमें 
जाकँगी । महादेवजीकी पत्नी भगवती उमाको नमस्कार 
है। वे मेरा कल्याण करें ।' 

खैश्यने पूछा--मुने ! मेरी पत्नीने जैसी अतिज्ञा 
की थी, उसके अनुसार उसने पार्वतीजीका पूजन किया; 
फिर उनकी अप्रसन्नताका क्या कारण है, यह बतानेको 


न्न जौ 


कृपा करें। 

देवलजीने कहा--वैश्यवर ! इसका कारण सुनो; 
जब तुम्हारी पलीकी सखियाँ स्कन्दमाता पार्वतीका पूजन 
करके लौट आयीं तब विजयाने कौतूहलवश पार्वतीजीसे 
पूछा--'गिरिजे ! ललिताकी सखिरयोने तुम्हारी श्रद्धा- 
पूर्वक पूजा की है; फिर तुम प्रसन्न क्यों नहीं हुई ।' 

पार्वतीजीने कहा--सखी बिजया ! मैं जानती 
हूँ, वैश्य-पल्ी घरसे बाहर निकलनेमें असमर्थ थी; 
इसीलिये उसकी सखियाँ आयी थीं! किन्तु मेरी-जैसी 
देवियाँ दूसरेके हाथकी पूजा स्वीकार नहीं कर सकतीं । 
उसका पति आ जाता, तो भी उसका कल्याण होता । 
पल्ली जिस ब्रत और पूजनको करनेमें असमर्थ हो, उसे 
आपने पतिसे ही करा सकती है । इससे उसकी नह पूजा 
भङ्ग नहीं होती । अथवा अनन्य भावसे पतिसे पूछकर 
किसी श्रेष्ठ ब्राहाणके द्वारा भी यह पूजा करा सकती थी । 
पर उसने न तो स्वयं पूजन किया और न पतिसे 
करवाया । इसलिये उसका गर्भ निष्फल हो जायगा। 
यदि दोनों पति-पली श्रद्धापूर्वक यहाँ आकर मेरी पूजा 
करेंगे, तो उन्हें पुत्रकी प्राप्ति होगी ।'' 

वैश्य ! तुम्हारे सन्तान न होनेमें यही कारण है, जो 
तुम्हें बता दिया । जैसे पूर्वकालमें महर्षि बसिष्ठने महाराज 
दिलीपको सन्तान-प्राप्तिके लिये नन्दिनीकी सेवा 
बतलायी थी, उसे सुनकर राजाने नन्दिनीको सन्तुष्ट किया 
था और राजाकी सेवासे प्रसन्न हुई नन्दिनीने उन्हें पुत्र 
अदान किया था, उसी प्रकार तुम भी पत्रीसहित जाकर 
भगवती पार्वतीकी आराधना करो। इससे वे तुम्हें पुत्र 
अदान करेंगी । 


देवल मुनिका शरभको राजा दिलीपकी कथा सुनाना--राजाको 
नन्दिनीकी सेखासे पुत्रव्ही प्रापि 


चैक्यने पूछा- मुने राजा दिलीप कौन थे तथा देवलने कहा--महामते ! वैवस्वत मनुके बंशमें 
बह नन्दिनी गौ कौन थी, जिसकी आराधना करके एक दिलीप नामके श्रेष्ठ राजा हुए हैं। वे धर्मपूर्वक इस 
'महाराजने पुत्र प्रात किया था ? इस कथाके सुननेके बाद पृथ्वीका पालन करते हुए अपने उत्तम गुणोंके द्वारा 
मैं पल्लीसहित पार्वतीजीकी आराधना करूँगा। समस्त प्रजाको प्रसन्न रखते थे! मगघराजकुमारी 


CN 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


सुदक्षिणा राजा दिलीपकी महारानी थी। महारानीको 
अवधमें आये बहुत दिन हो गये, किन्तु उनके गर्भसे 
कोई पुत्र नहीं हुआ । तब कोसळसम्राट्‌ दिलीप अपने 
मनमें विचार करने लगे कि 'मैंने कोई दोष नहीं किया 
है और धर्म, अर्थ तथा कामका यथासमय सेवन किया 
है। फिर मेरे किस दोषके कारण महारानीके गर्भसे 
सन्तान नहीं हुई ? हमारे कुलगुरु चसिष्ठजी भूत और 
ज्ञाता हैं; वे ही उस दोषको बता सकते हैं, 

जिससे मुझे पुत्र नहीं हो रहा है।' 
ऐसा विचारकर राजा अपनी रानीसहित गुरु 
चसिष्ठके शुभ आश्रमपर गये । वसिष्ठजी सायंकालका 
नित्यकर्म समाप्त करके आश्रममें बैठे थे। उसी समय 
,यजा और रानीने वहाँ पहुँचकर उनका दर्शन किया। 
भहाराजने गुरुके और महारानीने गुरुपली अरुन्धती 
देवीके चरणोंमें प्रणाम किया । बसिष्ठजीने राजाको और 
अरुन्धती देवीने रानीको आशीर्वाद दिया! तत्पश्चात्‌ 
पूजनीय पुरुषोंमें श्रेष्ठ महर्षि वसिष्ठने मधुपर्क आदि 
सामग्रियोंसे अपने नवागत अतिथिका सत्कार करके 

उनसे कुशल पूछी । 

तदनन्तर मुनिश्रेष्ठ वसिष्ठने अपने योगके प्रभावसे 
नाना प्रकारके भोज्य पदार्थ प्रस्तुत किये और उन्हें राजा 
दिलीपको भोजन कराया तथा उदारहदया अरुन्धती 
देवीने भी महारानी सुदक्षिणाको बड़े आदरके साथ 
भाँति-भाँतिके व्यञ्जन और पकवान भोजन कराये । जब 
राजा भोजन करके आरामसे बैठे, तन सदा आत्म- 
स्वरूपमें स्थित रहनेवाले मुनि उन विनयशील नरेशका 
हाथ अपने हाथमें लेकर पूछने लगे--'राजन्‌ ! जिस 
राज्यके राजा, मन्त्री, राष्ट्र, किला, खजाना, सेना और 
मित्रवर्ग ये सातों अङ्ग एक दूसरेके उप कारक एवै 
सकुशल हों, जहाँकी प्रजा अपने-अपने धर्मके पालनमें 
तत्पर रहती हो, जहाँ बन्धुजन और मन्त्री प्रेम और 
असन्रतासे रहते हों, जहाँके योद्धा अख्न-शखस्तोंके 
सञ्चालनकी क्रियामें कुश हों, मित्र बहामें हों और 
झत्युओंका नाश हो गया हो तथा जहाँ निवास करनेवाले 
लोगॉंका मन भगवानकी आराधनामें लगा रहता हो, 


ऐसा राज्य जिस राजाके आधिकारमें हो, उसे स्वर्गका 
राज्य लेकर क्या करना है? राजन्‌! इक्ष्वाकु-कुलके 
धार्मिक नरेश पुत्र उत्पन्न करके उनको राज्यका भार 
सौंपनेके बाद तपके लिये बनमें आया करते थे । तुम तो 
अभी जवान हो । तुमने अभी पुत्रका मुँह भी नहीं देखा 
है, अतः तुम तपस्याके अधिकारी नहीं हो। फिर वैसा 
राज्य छोड़कर इस तपोबनमें किस लिये आये हो ?' 

राजाने कहा--ब्रह्मन्‌ ! मैं तपस्या करनेके लिये 
यहाँ नहीं आया हूँ। जैसे बाल्यावस्था चली गयी और 
जवानी आयी है, उसी प्रकार यह भी चली जायगी और 
वृद्धावस्था आवेगी । वृद्धावस्थाके अनन्तर मृत्यु निश्चित 
है। गुरुदेव ! इस प्रकार यदि मैं पुत्र हुए बिना ही मर 
जाऊँगा, तो मेरे नाद यह पृथ्वीका राज्य किसके 
अधिकारमें रहेगा ? तपोनिधे ! किस दोषके कारण मुझे 
पुत्र नहीं होता ? गुरुदेव ! मेरे उस दोषको ध्यानके द्वारा 
देखकर शीघ्र ही तानेको कृपा मुझे कीजिये। 

राजाका यह वचन सुनकर महर्षि जसिष्ठने ध्यान 
लगाया और सन्तान-बाधाका कारण जानकर इस प्रकार 
कहा--““नृपश्रेष्ठ ! पहलेकी बात है, तुमने देवराज 
इन्द्रकी सेवासे राजमहरूको लौटते समय उतावलीके 
कारण मार्गमें कल्पवृक्षके नीचे खड़ी कामधेनु गौको 
अदक्षिणा करके प्रणाम नहीं किया । इससे कामधेनुको 
बड़ा क्रोध हुआ और उसने यह झाप दे दिया कि 
“जबतक तू मेरी सन्तानकी सेवा नहीं करेगा, तबतक तुझे 
पुत्र नहीं होगा ।' अतः अब तुम बछड़ेसहित मेरी नन्दिनी 
गौकी, जो कामधेनुकी पुत्रीकी पुत्री है, इस बहूके साथ 
आराधना करो। यह नन्दिनी तुम्हें पुत्र अदान करेगी ।' 

इसी समय नन्दिनी गौ तपोबनसे आश्रमपर आ 
पहुँची । उसे देखकर मुनिवरका मन प्रसन्न हो गया। वे 
नन्दिनीको दिखाकर राजासे बोले--'राजन्‌! देखो, 
स्मरणमात्रसे कल्याण करनेवाली यह नन्दिनी गौ चर्चा 
होते ही चली आयी; अतः तुम अपनी कार्य-सिद्धिको 
समीप ही समझो । तपोणनमें इसके पीछे-पीछे रहकर 
तुम इसकी आराधना करो और आश्रमपर आनेपर रानी 
सुदक्षिणा इसकी सेवामें लगी रहे। इससे प्रसन्न 


उत्तरखण्ड 7 


= देवल मुनिका झरभको राजा दिलीपव्ही कथा सुनाना « 


८७७ 


3%%88५७४७४०७७७०५७७४».५५७७५५०४&55*52<**५:5६&४०*००४५०५५५४७५०४४५५४४#*&*»/:5%5*%*5:5425*»6***6£# ४4585: 


होकर यह गौ तुम्हें निश्चय ही पुत्र प्रदान करेगी। 
महाराज ! तुम हाथमें धनुष लेकर बनमें पूरी 
सावधानीके साथ गौको चराओ, जिससे कोई हिंसक 
जीव इसपर आक्रमण न कर बैठे।' राजाने “बहुत 
अच्छा" कहकर शीघ्र ही गुरुकी आज्ञा शिरोधार्त़् की । 
देवलजी कहते हैं--तदनन्तर प्रातःकाल जन 
महारानी सुदक्षिणाने फूल आदिसे नन्दिनीकी पूजा कर 
ली, तब राजा उस घेनुको लेकर वनमें गये । वह गौ जब 
चलने लगती तो राजा भी छायाकी भाँति उसके पीछे- 
पीछे चलते थे। जब घास आदि चरने लगती, तब वे 
भी फल-मूल आदि भक्षण करते थे। जन वह वृशक्षोंके 
नीचे बैठती तो जे भी बैठते और जब पानी पीने लगती 
तो वे भी स्वयं पानी पीते थे। राजा हरी-हरी घास लाकर 
गौको देते, उसके शरीरसे डाँस और मच्छरोंको हटाते 
तथा उसे हाथोंसे सहलाते और खुजलाते थे । इस प्रकार 
थे शुरुको कामधेनु शौके सेवनमें लगे रहे । जब शाम 
हुई, तब वह गौ अपने खुरोंसे उड़े हुए धूलिकणोंद्वारा 
राजाके शरीरको पवित्र करती हुई आश्रमको लौटी! 
आश्रमके निकट पहुँचनेपर रानी सुदक्षिणाने आगे 
बढ़कर नन्दिनीकी अगवानी की और विधिपूर्वक पूजा 
करके बारंबार उसके चरणॉमें मस्तक झुकाया । फिर 
'गौकी परिक्रमा करके वह हाथ जोड़ उसके आगे खड़ी 
हो गयी। गौने स्थिर भावसे खड़ी होकर रानीद्वारा 
श्रद्धापूर्वक की हुई पूजाको स्वीकार किया, तत्पश्चात्‌ उन 
दोनों दम्पतिके साथ बह आश्रमपर आयी। इस प्रकार 
दृढ़तापूर्वक ब्रतका पालन करनेवाले राजा दिलीपके उस 
गौकी आराधना करते हुए इक्कीस दिन बीत गये। 
तत्पश्चात्‌ राजाके भक्तिभावकी परीक्षा लेमेके लिये 
नन्दिनी सुन्दर घासॉसे सुशोभित हिमाळ्यकी कन्दरामें 
ग्रवेश कर गयी ! उस समय उसके हृदयमें तनिक भी 
भय नहीं था। राजा दिलीप हिमालयके सुन्दर शिखरकी 
ओभा निहार रहे थे! इतनेमें ही एक सिंहने आकर 
नन्दिनीको बलपूर्वक धर दबाया। राजाको उस सिंहके 
आनेकी आहटतक नहीं मालूम हुई । सिंहके चन्लुलूमें 
फैंसकर नन्दिनीने दयनीय स्वरमें बड़े जोरसे चीत्कार 


किया! उसके करुण-क्रन्दनने धनुर्धर राजाके चित्तमें 
दयाका सञ्चार कर दिया। उन्होंने देखा, गौका मुख 
आँसुऑंसे भीगा हुआ है और उसके ऊपर तीखे दाढ़ों 
तथा पंजोंचाल्त्र सिंह चढ़ा हुआ है । यह दुःखपूर्ण दृश्य 
देखकर राजा व्यथित हो उठे । उन्होंने सिंहके पंजेमें पड़ी 
हुई गौको फिरसे देखा और तरकससे एक बाण 
निकालकर उसे धनुषकी डोरीपर रखा और सिंहका वध 
करनेके लिये धनुषकी प्रत्यञ्चाको खींचा । इसी समय 
सिंहने राजाकी ओर देखा । उसको दृष्टि पड़ते ही उनका 
सारा शरीर जडवत्‌ हो गया । अब उनमें बाण छोड़नेकी 
शक्ति न रही। इससे वे बहुत ही विस्मित हुए। 

राजाको इस अवस्थामें देखकर सिंहने उन्हें और भी 
विस्मयमें डालते हुए मनुष्यकी वाणीमें कहा--'राजन्‌ ! 
मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम सूर्यवंशमें उत्पन्न राजा दिलीप 
हो। तुम्हारा शरीर जो जडबत्‌ हो गया है, उसके लिये 
तुम्हें विस्मय नहीं करना चाहिये; क्योंकि इस हिमाळयमें 
भगवान्‌ शंकरकी बहुत बड़ी माया फैली है । किसी दूसरे 
सिंहकी भाँति मुझपर प्रहार करना भी तुम्हारे वशकी बात 
नहीं है; क्योंकि भगवान्‌ शंकर मेरी पीठपर पैर रखकर 
अपने वृषभपर आरूढ़ हुआ करते हैं। अच्छा, अन तुम 
लौट जाओ और समस्त पुरुषार्थोके साधनभूत अपने 
शरीरकी रक्षा करो । वीर ! इस गौको दैवने मेरे आहारके 
लिये ही भेजा है।' 

सिंहके 'जीर' सम्बोधनसे युक्त वचन सुनकर 
जडवत्‌ झरीरवाले राजा दिलीपने उसे इस प्रकार उत्तर 
दिया--'मृगराज ! हमारे गुरु महर्षि वसिष्ठकी यह 
सम्पूर्ण मनोरथॉको सिद्ध करनेवाली नन्दिनी नामक धेनु 
है। गुरुदेवने सन्तान-प्राप्तिके उद्देश्यसे इसकी आराधना 
करनेके लिये इसे मुझको सौंपा है । मैंने अबतक इसकी 
भलीभाँति आराधना की है। यह छोटे बछडेकी माँ है। 
तुमने इसे पर्वतकी' कन्दरामें पकड़ रखा है। तुम 
झंकरजीके सेवक हो, इसलिये तुम्हारे हाथसे बलपूर्वक 
इसको छुड़ाना मेरे लिये असम्भव है। अब मेरा यह 
शरीर अपकीर्तिसे मलिन हो चुका । मैं इस गौके जदले 
अपने शरीरको ही तुम्हें समर्पित करता हूँ । ऐसा करनेसे 


८७८ 


= अर्चयस्व इधीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


343%%&५5%5०&»७०४४5+४*»५५:»».४००4+»»७» 25५५ ४:७५५७»»»+»&*:6४$&»०5»8*+४$%%6»* ४2०9० »*#*#४+#####*#»%+/०%६, 


महर्षिके धार्मिक कृत्योंमें भी कोई बाधा नहीं पड़ेगी और 
तुम्हारे भोजनका भी काम चल जायगा। साथ ही गो- 
रक्षाके लिये प्राणत्याग करनेसे मेरी भी उत्तम गति होगी ।' 
यह सुनकर सिंह मौन हो गया । धर्मज्ञ राजा दिलीप 
उसके आगे नीचे मुँह किये पड़ गये। बे सिंहके द्वारा 
होनेवाले दुःसह आधातकी प्रतीक्षा कर रहे थे कि 
अकस्मात्‌ उनके ऊपर देवेश्वरोंद्रारा की हुई फूलॉंकी वृष्टि 
होने लगी । फिर, 'बेटा ! उठो ।' यह वचन सुनकर राजा 
दिलीप उठकर खड़े हो गये। उस समय उन्होंने माताके 
समान सामने खड़ी हुई घेनुको ही देखा | वह सिंह नहीं 
दिखायी दिया! इससे राजाको खड़ा विस्मय हुआ। तय 
नन्दिनीने नृपश्रेष्ठ दिलीपसे कहा--*राजन्‌ ! मैंने मायासे 
सिंहका रूप बनाकर तुम्हारी परीक्षा ली है। मुनिके 
अभावसे यमराज. भी मुझे पकड़नेका विचार नहीं ला 
सकता। तुम अपना शरीर देकर भी मेरी रक्षाके लिये 
तैयार थे। अतः मैं तुमपर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम मुझसे 
अपना अभीष्ट वर माँगो ।' 
राजा बोले--माता ! देहधारियोंके अन्तःकरणमें 
जो बात होती है, वह आप-जैसी देवियोंसे छिपी नहीँ 
रहती । आप तो मेरा मनोरथ जानती ही हैं। मुझे वंशधर 
पुत्र प्रदान कीजिये। 
राजाकी बात सुनकर देवता, पितर, ऋषि और 
मनुष्य आदि सब भूतोंका मनोरथ सिद्ध करनेवाली 
नन्दिनीने कहा-- बेटा ! तुम पत्तेके दोनेमें मेरा दूध 
दुहकर इच्छानुसार पी लो । इससे तुम्हें अस्-दास्त्रॉके 
तत्त्वको जाननेवाला वैशधर पुत्र प्राप्त होगा ।' यह सुनकर 
राजाने कामधेनुकी दौहित्री नन्दिनीसे विनयपूर्वक कहा--- 
“माता ! इस समय तो मैं आपके मधुर वचनामृतका पान 
करके ही तृप्त हुँ, अब आश्रमपर चलकर समस्त धार्मिक 
क्रियाओंके अनुष्ठानसे बचे हुए आपके प्रसादस्वरूप 
दूघका ही पान करूँगा ।' 
राजाका यह वचन सुनकर गौको बड़ी प्रसन्नता हुई । 
उसने 'साधु-साघु' कहकर राजाका सम्मान किया । 
तत्पश्चात्‌ वह उनके साथ आश्रमपर गयी । पूर्व दिनकी 
भाँति उस दिन भी महारानी सुदक्षिणाने आगे आकर 


उसका पूजन किया । महाराजके मुखको प्रसन्न देखकर 
रानीको कार्य-सिद्धिका निश्चय हो गया । वह समझ गयी 
कि जिसके लिये यह यल हो रहा था, वह उद्देश्य सफल 
हो गया । तदनन्तर वे दोनों पति-पत्नी विधिवत्‌ पूजित हुई 
गौके साथ अपने गुरु वसिष्ठजीके सामने उपस्थित हुए । 
उन दोनॉके मुख-कमल प्रसन्नतासे खिले हुए देखकर 
ज्ञानके भण्डार मुनिवर वसिष्ठजी उन्हें प्रसन्न करते हुए 
बोले~-'राजन्‌ ! मुझे मालूम हो गया कि यह गौ तुम 
दोनॉपर प्रसन्न है; क्योंकि इस समय तुम्हारे मुखकी कान्ति 
अपूर्व दिखायी दे रही है। कामधेनु और कल्पवृक्ष-- 
दोनों ही सबकी कामनाओंको पूर्ण करनेवाले हैं--यह 
बात प्रसिद्ध है। फिर उसी कामधेनुकी सन्तानकी 
भलीभाँति आराधना करके यदि कोई सफलमनोरथ हो 
जाय तो आश्चर्य ही क्या है ? यह पापरहित कामधेनु तथा 
देवनदी गङ्गा दूरसे भी नाम लेनेपर समस्त मनोरथोंको पूर्ण 
करती हैं; फिर श्रद्धापूर्वक निकटसे सेवा करनेपर ये 
समस्त कामना पूर्ण करे--इसके लिये तो कहना ही क्या 
है। राजन्‌ ! आज इस गौकी पूजा करके रानीसहित यहीं 
रात्रि बिताओ। कल अपने व्रतको विधिपूर्वक समाप्त 
करके अयोध्यापुरीको जाना ।' 

देवलजी कहते हँ--वैश्‍यवर ! इस प्रकार धेनुकी 
आराधनासे मनोबाज्छित वर पाकर राजा दिलीप रात्रिमें 
पलीसहित आश्रमपर रहे । फिर प्रातःकाल होनेपर गुरुकी 
आज्ञा ले वे राजधानीको पधारे | कुछ दिनोंके बाद राजा 
दिलीपके रघु नामक पुत्र हुआ, जिसके नामसे इस 
पृथ्वीपर सूर्यव॑शको ख्याति हुई अर्थात्‌ रघुके बाद वह 
वंश 'रघुवेश' के नामसे प्रसिद्ध हुआ । जो भूतलपर राजा 
दिलीपकी इस कथाका पाठ करता है, उसे धन-धान्य 
और पुत्रकी प्राप्ति होती है । दारभ ! तुम भी इस वधूके 
साथ जा श्रेष्ठ पुत्रकी प्राप्तिक लिये अपनी बुद्धिसे 
आराधना करके पार्वतीजीको प्रसन्न करो। वे तुम्हें 
पापरहित, गुणान्‌ एवं वेशधर पुत्र प्रदान करेंगी। 

इस प्रकार शरभसे राजा दिखीपके मनोहर चरित्रका 
वर्णन करके देवल मुनिने उन्हें अम्निकाके पूजनकी विधि 
बतायी । इसके बाद वे अपने अभीष्ट स्थानको चलें गये । 


ए साय 


उत्तरखण्ड ] « शरभको पुत्रकी आसि; शिवशर्माके पूर्वजन्यकी कथा तथा निममोद्वेभ्रकतीर्थकी महिमा 


झरभको देवीकी आराघनासे पुत्रकी प्राप्ति; शिवशर्माके पूर्वजन्मकी कथाका और 
निगमोद्वोधकतीर्थकी महिमाका उपसंहार 


शिवशर्मा कहते हैं--विष्णुरार्मन्‌! तदनन्तर 
शरभ वैश्यने अपनी पत्नीके साथ मन्दिरमें जाकर पुत्रकी 
कामनासे विधिपूर्वक स्नान करके पुष्प, धूप और दीप 
आदिके द्वारा भक्तिपूर्वक पार्वतीजीका पूजन किया | इस 
प्रकार सात दिनोंतक श्रद्धापूर्वक पूजन करनेके बाद माता 
पार्वतीने प्रत्यक्ष दर्शन देकर कहा- “वैश्य ! तुम्हारी 
सुदृढ़ भक्तिसे मै बहुत प्रसन्न हूँ। साधो ! तुम जिसके 
लिये प्रयत्नशील हो, वह पुत्र मैं तुम्हें देती हूँ। अब तुम 
इन्द्रके खाण्डव वनमें जाओ। बिलम्ब न करो! वहाँ 
परम पुण्यमय इन्द्रप्रस्थ नामक उत्तम तीर्थ है। उस 
तीर्थमें बुहस्पतिजीके द्वारा स्थापित किया हुआ 
सर्वकामप्रद निगमोद्वोधकतीर्थ है। उसमें पुत्रकी 
'कामनासे स्नान करो । तुम्हें अवश्य पुत्र प्राप्त होगा ।' 
देवीके आज्ञानुसार शरभ पलीके साथ इस उत्तम 
तीर्थमें आये और पुत्रकी इच्छासे उन्होंने यहाँ स्नान 
किया; फिर ब्राह्मणोंको अन्य उपकरणोंसहित सौ गौएँ 
दान कीं तथा देवता और पितरोंका विधिपूर्वक तर्पण 
किया, फिर सात दिन वहाँ रहकर वे घर लौट आये । 
उसी महीनेमें वैश्यपल्लीको गर्भ रह गया । समयपर मेण 
जन्म हुआ। मेरे योग्य होनेपर एक दिन पिताजीने 
संसारसे विरक्त होकर मुझसे कहा कि “घर तुम सँभालो; 
मैं विषय-कामनाओंको छोड़कर श्रीहरिकी भक्ति, तीर्थ- 
भ्रमण और सत्संगरूपी ओषधिका पान करके संसाररूपी 
रोगका नारा करूँगा! इस प्रसंगमें उन्होंने बार-बार 
विषयासक्तिकी निन्दा और भगवद्धक्तिकी प्रशंसा की । 
मैंने श्रीगङ्गाजीकी प्रशंसा करते हुए पिताजीसे 
प्रार्थना की कि अपने समीप ही श्रीगङ्गाजी जहती हैं, इन्हें 
छोड़कर आप अन्यत्र न जाइये। पिताजी मेरी नात 
मानकर घरपर ही रह गये; वे प्रतिदिन तीनों समय 
श्रीगङ्गाजीमे स्नान करते और पुराणोंकी कथा सुनते 
रहते । एक दिन उन्होने इन्द्रप्रस्थ तीर्थकी बड़ी महिमा 


सुनी और तबसे वे यहाँ आकर मोक्ष, कामनासे 
निगमोद्दोघकतीर्थका सेवन करने लगे | कुछ दिनों बाद 
उन्हें भयंकर ज्वर हो आया । तब यह समाचार पाकर मैं 
भी यहाँ आ गया। मेरे आनेकें नाद तीर्थराजके जलमें 
आधा शारीर रखे हुए, पिताजीको मृत्यु हो गयी। ठसी 
समय स्वयं भगवान्‌ विष्णु यहाँ पघारे और पिताजीको 
श्रीचैकुण्ठधाममें ले गये । 

पिताजीको भगवान्‌ विष्णुका सारूप्य प्राप्त हुआ 
देखकर उनका अन्तिम संस्कार करनेके बाद मैं भी 
भगवानका चिन्तन करता हुआ मोक्षकी कामनासे यहीँ 
रहने लगा। 

शिवशर्माकी यह बात सुनकर उसके पुत्र विष्णुशर्मनि 
कहा---'महान्‌ तीर्थमें निवास करनेपर भी आपको फिरसे 
जन्म क्यों लेना पड़ा ? मुक्ति कैसे नहीं हुई ?' इसके 
उत्तरमें शिवशर्माने कहा कि एक दिन मैं भगवानके ध्यानमें 
बैठा था । महर्षि दुर्वासा उसी समय पघारे और मुझे चुप 
देखकर उन्होने शाप दे दिया कि “इस जन्ममें तेरा मनोरथ 
पूर्ण नहीं होगा।' मेरे बहुत गिड़गिड़ानेपर उन्होंने 
कहा--' अगले" जन्ममें ब्राह्मण होकर तुम यहीं मृत्युको 
पराप्त होओगे और फिर तुम्हें जन्म नहीं लेना पड़ेगा।' 
तदनन्तर फिर मैं घर लौट आया और मैंने संसारके समस्त 
भोगोंको अनित्य मानकर श्रीभगवन्नामकीर्तन और भजन 
करनेका निश्चय किया ! कुछ दिनों बाद गङ्गातटपर मेरी 
मृत्यु हो गयी। दुर्वासाजीके कथनानुसार वैष्णव 
ब्राह्मणकुलमें मेरा जन्म हुआ। आब इस उत्तम तीर्थमें 
मृत्युको प्राप्त होकर मैं श्रीहरिके वैकुण्ठघाममें जाऊँगा । . 

नारदजी कहते हैं-राजा शिनि ! इस अकार 
अपने-अपने पूर्वजन्मके कर्मोंका वर्णन करके वे दोनों 
पिता-पुत्र श्रीहरिके चरणकमलोंका चिन्तन करते हुए यहाँ 
रहने लगे और अन्तमें दोनेनि भगवानके समान रूप प्राप्त 
कर लिया। 


== स्च्च्त 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


इन्द्रप्रस्थके द्वारका, कोसला, मधुवन, वदरी, हरिद्वार, पुष्कर, प्रयाग, काशी, काशी 
और गोकर्ण आदि तीर्थोका माहात्म्य 


राजा शिबि खोले--मुने ! अन मुझे इन्द्रप्रस्थके 
सैकड़ों तीर्थोमेंसे अन्य तीर्थोका भी माहात्म्य बतलाइये । 
नारदजीने कहा--राजन्‌ ! इन्द्रप्रस्थके भीतर यह द्वारका 
नामक तीर्थ है। इसकी महिमा सुनो । काम्पिल्य नगरमें 
एक बहुत सुन्दर और संगीतज्ञ ब्राह्मण रहता था । उसके 
गानकी सुरीली ध्वनिसे नगरकी स्ियोंके मनोंमें उसके 
अति पाप-वासनायुक्त बड़ा आकर्षण हो गया। नगरके 
'लोगॉने जाकर राजासे शिकायत की । राजाके पूछनेपर 
ब्राह्मणने अपनेको निर्दोष बताया और नगरकी स्त्रियोंको 
उच्छृङ्खल । इतनेमें कुछ खियाँ भी वहाँ आ गयीं और 
निर्लज्जतापूर्ण बातें करने लगीं । ब्राह्मणने कामवासनाकी 
और पति-वञ्चनाकी निन्दा करते हुए पातित्रतकी महिमा 
बताकर उन स्नियॉकी समझाया। वे ब्राहाणकी बात 
सुनकर बहुत लज्जित हुई और परस्पर पापी कामकी 
निन्दा करती हुई अपने घरोंको लौट आयीं! कुछ समय 
बाद कारूष देशके राजाने काम्पिल्य नगरपर आक्रमण 
किया और युद्धमें काम्पिल्यराज मारे गये। उनका नगर 
लुट गया। शूरवीर मारे गये और नगरकी खियाँ जहर 
खाकर मर गयीं । जिन खियेनि संगीतज्ञ ब्राह्मणके प्रति 
आकर्षित होनेके पापका प्रायश्चित्त नहीं किया था, वे 
सब-की-सब बड़ी भयानक राक्षसियाँ होकर भूख- 
प्याससे पीड़ित रहने लगीं। वाणी और मनके किये हुए 
एक ही पापसे उन्हें दो जन्मोंतक राक्षसी योनिमें रहना 
पड़ा। अतएव पापसे डरनेवाली किसी भी खीको 
मन-वाणीसे कभी किसी भी पराये प्रतिका सेवन नहीं 
करना चाहिये ! अपना पति रोगी, मूर्ख, दरिद्ध और अंघा 
हो, तो भी उत्तम गतिकी इच्छा रखनेवाली स्त्रियोंको 
उसका त्याग नहीं करना चाहिये । ये राक्षसियाँ इन्द्र- 
अस्थके द्वारका नामक तीर्थसे जल लेकर पुष्कर जाते हुए 
ब्राह्मणके कमण्डलूसे जलकी कुछ बूँदें पड़ते ही निष्पाप 
हो गयीं और भयानक राक्षसी-शरीरसे मुक्त होकर स्वर्गमें 
चली गयीं! 


इसी इन्द्रप्रस्थमें कोसला (अयोध्या) नामक एक 
तीर्थ है । इसके विषयमें भी एक पुण्यमय उपाख्यान है । 
चन्द्रभागा नदीके किनारे एक पुरीमें चण्डक नामक एक 
जुआरी, शराबखोर, व्यभिचारी, डकैत, हत्यारा और 
मन्दिरोंका सामान चुरानेमें चतुर एक नाई रहता था। 
उसने एक दिन अपने समीप ही रहनेवाले मुकुन्द नामक 
धार्मिक और धनवान्‌ ब्राह्मणके घरमें चोरी करनेके लिये 
प्रवेश करके ब्राह्मणको मार डाला। इससे उनकी 
स्नेहमयी माता और सती पत्नीको बड़ा दुःख हुआ और 
वे आर्तस्वरसे विलाप करने लगीं । इतनेमें ही मुकुन्दके 
गुरु वेदायन नामक संन्यासी वहाँ आ पहुँचे। उन्होंने 
झरीरकी नश्वरताका वर्णन करते हुए, आत्मज्ञानका उपदेश 
देकर उन लोगॉको समझाया और मुकुन्दका अन्त्येष्टि- 
संस्कार करवाया। मुकुन्दकी गर्भवती पलीको विद्वान्‌ 
संन्यासीने सती होनेसे रोक दिया । मुकुन्दका छोटा भाई 
भुकुन्दकी अस्थियॉको लेकर ग्गाजीमें छोड़नेके लिये 
चला, चलते-चलते वह इस कोसलातीर्थमें आया । 
आधी रातको यहाँ अस्थिकी गठरीको एक कुत्तेने उठाकर 
कोसलाके जलमें फेंक दिया । अस्थियॉके जलमें पड़ते 
ही मुकुन्द दिव्य विमानपर चढ़कर वहाँ आया और उसने 
तीर्थके माहात्यका वर्णन करते हुए यह बताया कि 'मेरी 
हड्डियोंके तीर्थमें पड़े ही मैं नरकसे निकलकर इस उत्तम 
गतिको प्राप्त हुआ हूँ । नरक मुझे इसीलिये प्राप्त हुआ था 
कि मैं गुरुद्रोही था। अब मैं उस पापसे मुक्त होकर 
चौदह इन्द्रेके कालतक सुखपूर्वक स्तर्गमें निवास 
करूंगा ।' यों कहकर वह देवताके समान सुन्दर 
शरीरवाला ब्राह्मण देखते-ही-देखते तत्काल स्वर्गको 
चला गया। 

अब उस चण्डक नाईकी कथा सुनो । मुकुन्दकी 
हत्याका समाचार पाकर राजाने चण्डकको पकड़ 
मैंगकाया और उसे चन्द्रभागासे आठ कोसकी दूरीपर ले 
जाकर चाप्डालोंके द्वारा मरवा डाल्त्र। वह मारवाड़ 


उत्तरखण्ड ] 


» इन्प्रस्थके द्वारका आदि तीथॉका माहात्य » 


86388*७७७७७५०७७७४ ५3» ७७७७७७४७७७ ककत ४ # 5४ ४ ४४555» 35 &&» 555: 5558४ ४5४ ९५:५+५४33525:/ 25:55. 


देशमें काला साँप हुआ। एक ब्राह्मण अपने माता- 
पिताकी हड्डियाँ गङ्गाीमें डालनेके लिये एक पेटीमें 
रखकर लाया था-और वह कुछ साघुऑके दलके साथ 
यहीँ आकर ठहरा, जहाँ साँप रहता था। रातको साँप 
उस पेटीमें घुस गया और पेटीके साथ वह भी कोसला- 
तटपर आ पहुँचा । यहाँ पेटी खोली गयी तो साँप निकल 
भागा; पर लोगोंने उसे मार डाला और मरते ही बह 
देवशरीर प्राप्त कर दिव्य विमानमें बैठकर आ गया। 
उसने कहा, “मैं चण्डक नामक नाई था और न्रह्महत्याके 
चापसे पाँच लाख वर्षतक नरककी पीड़ा और नीस हजार 
वर्षतक सर्पयोनि भोगकर आज इस तीर्थमें मरनेके 
कारण परम उत्तम देवत्वको प्राप्त हुआ हूँ।' 
तीर्थका यह प्रत्यक्ष वैभव देखकर उस ब्राह्मणने भी 
अपने माता-पिताकी हड्डियोंको इसी तीर्थमें डाल दिया। 
हड्डियोंके पड़ते ही उसके माता-पिता श्रेष्ठ निमानपर 
बैठकर दिव्यरूप धारण किये यहाँ आये और अपने 
पुत्रको आशीर्वाद देते हुए स्वर्गको चले गये। फिर वे 
सब साधु भी इसी कोसलातीर्थमें रह गये और अन्तमें 
चैकुण्ठको प्राप्त हुए । 
नारदजी कहते हैं--यह परमपावन मधुवनतीर्थ 
है, यहाँ विश्रान्तिघाट नामक तीर्थ है। एक ब्राह्मण 
पर्णशाला बनाकर यहाँ भगवान्के दर्शनकी इच्छासे 
सकुटुम्ब रहते थे। एक दिन तीर्थमें स्नान करते समय भी 
उन्हें यही अभिलाषा हुई और तत्काल भगवानले दर्शन 
देकर उनको कृतार्थ कर दिया और वे भगवानकी स्तुति 
करके उन्हीके साथ वैकुण्ठलोकको चले गये। 
इस मधुवनसे ग्यारह घनुषकी दूरीपर एक 
बदरिकाश्रमतीर्थ है। मगधदेझामें देवदास नामक एक 
सत्यवादी, जितेन्द्रिय और धर्मात्मा ब्राह्मण रहते थे। खे 
भगवानके परम भक्त थे। उनके घरमें उत्तमा नामकी 
गुणवती पतिव्रता पली थी । देवदासके अंगद नामक एक 
पुत्र और वल्या नामकी एक कन्या थी। देवदासने 
दोनोंका विवाह कर दिया। कन्या विवाहिता होनेपर 
ससुराल चली गयी और पुत्र अंगदने घरका काम 
संभाल लिया । कुछ समय चाद विप्रवर देवदासने अपनी 


८८१ 


१%४७०-७००००००००:०३:३००००० द 


पत्नी उत्तमासे परामर्श करके निश्चय किया कि अन इस 
बृद्धावस्थामें संसारके समस्त विनाशी पदार्थोसे मन 
हटाकर इन्द्रिय-संयमपूर्वक हमलोगोंको भगवानका 
भजन और तीर्थसेवन करना चाहिये । फिर उन्होंने अपने 
पुत्र अगदको बुलाकर भगवान्‌ श्रीहरिकी आराधनाका 
महत्त्व बतलाते हुए अपना निश्चय सुनाया और पुत्रसे 
अनुमति पाकर वे दोनों कुछ धन लेकर भगवान्‌ 
विष्णुकी प्रसन्नताके लिये चल पड़े। रास्तेमें कल्पग्रामके 
एक सिद्ध पुरुषसे उनकी भेंट हुई। उस सिद्ध पुरुषने 
इन्द्रप्रस्थके वदरी नामक तीर्थका माहात्म्य सुनाया, 
जिसमें पूर्वजन्मके व्यभिचार और डकैती आदि पापेकि . 
फलस्वरूप भयंकर भैंसा बने हुए एक राजाका तीर्थमें 
प्रवेश करते ही उद्धार हो गया था। फिर सिद्ध पुरुषने 
उन दोनोंसे कहा कि “यदि तुम भी अपने परमकल्याणकी 
इच्छा रखते हो, तो नहीं चले जाओ। मैं भी अपने 
निःस्पृह और मोक्षके इच्छुक बूढ़े पिताको इस 
वदरिकाश्रम तीर्थमें लानेके लिये घर जा रहा हूँ) 
सिद्धकी बात सुनकर धीरबुद्धि ब्राह्मण देवदास तीर्थॉमें 
घूमते हुए इन्द्रप्रस्थमें आये और यहाँ इस जदरिकाश्रममें 
भगवान्‌ उन्हें उसी शरीरसे परमधामको ले गये | सिद्ध 
पुरुषने भी शीघ ही अपने पिताको घरसे लाकर उस 
तीर्थमें नहलूवाया । इससे उनको भी भगवान्‌ विष्णुका 
परमधाम प्राप्त हो गया । 

इन्द्रप्रस्थमे हरिद्वार नामक तीर्थ है। इसकी भी बड़ी 
महिमा है । कुरुक्षेत्रमें नगरसे नाहर कालिङ्ग नामक एक 
पापी चाण्डाल रहता था। एक बार सूर्यग्रहणके समय 
आये हुए एक धनी वैश्यके पीछे वह लग गया और 
कुरुक्षेत्र से उस वैश्यके लौटनेके समय इसी हरिद्वारमें 
आधी रातके वक्त उस पापीने वैश्यके खेमेमें चोरी 
करनेकी चेष्टा की और दो पहरेदारोंको मार डाला। इसी 
समय वैश्यके एक सेवकने दूरसे बाण मारा, जिससे 
भागता हुआ वह पापी भी मर गया। तदनन्तर चाण्डाल- 
द्वारा मारे हुए वैश्यके दोनों पहरेदार और वह 
चाण्डा--तीनों देवताऑके हारा लाये हुए विमानपर 
चढ़कर बैझ्यसे बोले--'देखो इस तीर्थका माहात्म्य ! 


८८२ 


* अर्चयस्व इधीकेश यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


44६४५4५६४७ ५५५४६५३४३७ ६ ५७३७४७७ ४३७७७७७९७७ ३ ७७५७७७७४७७ ७७७७७६७७७४ ७७७४७७३७७७ ७७७७७७७ 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


यह हरिद्वार पापियोंका भी कल्याण करनेवाला है ।' यों 
कहकर ते स्वर्गलोकको चले गये । दूसरे दिन वैश्यने 
अपने दोनों पहरेदारोंके शरीरांका दाह-संस्कार कराकर 
उनकी हड्डियाँ हरिद्वारतीर्थमें डलवा दीं। इसके 
परिणामस्वरूप वे दोनों भाग्यवान्‌ स्वर्गसे लौटकर 
भगवान्‌ विष्णुके परमधाममें चले गये। तदनन्तर 
वैश््यने अपने घर जाकर सांसारिक कार्योको 
धर्मपूर्वक करते हुए भगवानकी भक्तिमें मन लगाया और 
अन्मे इसी बैकुण्ठधामकी आपि करानेवाले तीर्थमें 
आकर मृत्युको प्राप्त हुआ । 
अन इन्द्रभस्थके पुष्करतीर्थका माहात्म्य सुनो । 
विदर्भ नगरमें मालव नामक एक ब्रह्मवेत्ता, शान्त, 
विद्वान, हरिभक्त, देवता, ऋषि, पितर, मनुष्य और समस्त 
भूत-प्राणियोंके पोषक ब्राह्मण रहते थे। वे एक समय 
जन बृहस्पति सिंहराशिपर थे, दान करनेके लिये दस 
हजार स्वर्णमुद्राएँ साथ लेकर गोदावरी नदीमें स्त्रान 
करनेको चले । उन्होंने आधे रुपये अपने पुण्डरीक नामक 
भानजेको देनेका विचार किया और आधे अन्यान्य 
श्रोत्रिय ब्राहाणोको । गोदावरीके तटपर पहुँचनेके बाद 
मालवके बुलाये हुए उनके भानजे पुण्डरीक भी वहीं आ. 
गये और उन्होंने अपना आधा धन पुण्डरीकको दे दिया! 
पुण्यात्मा पुण्डरीकने अपने धनमेंसे चौथाई भाग 
असन्नतापूर्वक श्रोत्रिय ब्राह्मणोंको दिया | इसके बाद वे 
अपने मामा मालवसे उपदेश, आशीर्वाद और सन्देश 
आप्त करके अपने घरकी ओर लौटे और कुछ दिनों बाद 
इस कल्याणप्रद तीर्थमें आये । यहाँ आकर अपने छोटे 
भाई भरतको खूनसे लथपथ और अन्तिम श्वास लेते हुए 
पृथ्वीपर पड़ा देखा। कुछ ही देरमें पीड़ासे छटपटाकर 
उसने प्राण त्याग दिये। उसी समय आकाशसे एक 
बिमान उतरा और दिव्य देह घारण करके भरत उसपर जा 
बैठा। फिर उस समय भरतने भाई पुण्डरीकसे 
कहा--'भाईजी ! इस समय मैं तुम्हें मारकर मामाका 
दिया हुआ घन छीननेके लिये आया था और तुम्हारी ही 
घातमें था। परन्तु आधी रातके समय बाहरसे आये हुए 
व्यापारियोके सेवकॉने मुझे चोर समझकर मार दिया । पर 


इस पुष्करतीर्थके भ्रसादसे मैंने दिव्य देह प्राप्त कर ली । 
मैं एक बार बाजारमें किसी अनाथ बालकको मरा 
देखकर उसे उठाकर गङ्गाजीके सुन्दर तटपर ले गया-था 
और कफन आदिसे ढककर उसका दाह-संस्कार किया 
था । उसी पुण्यसे मुझे इस तीर्थकी प्राप्ति हुई ।' 

धर्मात्मा पुण्डरीकने भाई भरतकी सद्गति देखकर 
अपने हृदयमें अनुमान किया कि यह तीर्थ मनःकामना 
पूर्ण करनेवाला है। फिर उन्होंने 'माघभर भगवान्‌ घिष्णु 
अपने साक्षात्‌ स्वरूपसे मेरे घरमें पधारकर निवास करें 
इस कामनासे पुष्करतीर्थमें स्वान किया। तदनन्तर घर 
'लौटकर पौषकी पूर्णिमाके दिन घरको भलीभाँति सजाकर 
उत्सव किया, ब्राह्मणभोजन करवाया और भगवान्‌का 
गुणगान करते हुए जागरण किया । भगवान्‌के पधारनेकी 
प्रतीक्षा तो थी ही । दूसरे दिन सचमुच ही भगवान्‌ उसके 
घर पधार गये। पुण्डरीकने आनन्दमग्न होकर आसन, 
अर्घ्य आदिके द्वारा भगवान्‌की पूजा की और फिर स्तवन 
करके माघभर घरमें निवास करनेके लिये उनसे प्रार्थना 
की । भगवान्‌ उसके द्वारा विविध भाँतिसे पूजित होकर 
पूरे माघभर उसके घरमें रहे और अन्तमें उसको 
सर्वतीर्थशिरोमणि इन्द्रप्रस्थके पुष्करतीर्थमें लाकर स्नान 
कराया । बस, उसी समय पुण्डरीके शरीरसे एक दिव्य 
ज्योति निकली और वह भगवान्‌ गोविन्दके चरणोंमें 
समा गयी। 

अब इन्द्रप्रस्थके अयागकी महिमा सुनो । नर्मदा 
नदीके किनारे माहिष्यतीपुरीमें एक रूप-यौनन-सम्पन्ना, 
नाच-गानमें निपुण मोहिनी नामकी वेश्या रहती थी। 
धनके लोभमें उसने अनेकों महापाप किये थे। 
वृद्धावस्था आनेपर उसको सुबुद्धि आयी और उसने 
आपना धन बगीचे, पोरे, बावली, कुआँ, देवमम्दिर 
और धर्मशाला बनवानेमें लगाया । यात्रियोके लिये 
भोजन और जगह-जगह जलकी भी व्यवस्था की । एक 
नार वह बीमार पड़ी। अपना सारा धन ब्राह्मणोंको देना 
चाहा, पर ब्राह्मणोंके न लेनेपर उसने एक भाग अपने 
दासियोंको और दूसरा परदेशी यात्रियोंको दे दिया । स्वयं 
निर्धन हो गयी। इस समय जरद्रवा नामक मोहिनीकी 


उत्तरखण्ड ] 


» इन्द्र प्रस्थके द्वारका आदि तीर्थोका भाहात्प्य + 


८८३ 


&७०७०००७०७०७०००००००००००००१००००००७०%९०००५०७००७७००७०७०७७-००००००११०००११००१९०९७०००९०९९१०००१००९१०००००००७७०००००००५५०००.. 


एक सखी उसकी सेवा करती थी। भाग्यवश कुछ 
दिनोंमें वह अच्छी हो गयी, पर निर्धनताकी अवस्थामें 
जरद्ववाके घर रहनेमें उसे बड़ा संकोच हुआ और वह 
घरसे निकल गयी। 
एक दिन मोहिनी वनके मार्गसे जा रही थी । चोरोनि 
उसके पास धन समझकर लोभसे उसे मार दिया। पर 
जन घन नहीं मिला, तन वे उसे वनमें ही छोड़कर चल 
दिये | अभी मोहिनीकी साँस चल रही थी, उसी समय 
एक वानप्रस्थी महात्मा इस प्रयागके जलको कमण्डलुमें 
लिये वहाँ आ पहुँचे और तीर्थकी महिमा कहते हुए 
उन्होंने मोहिनीके मुखमें बह जल डाल दिया । उस समय 
मोहिनीके मनमें किसी राजाकी महारानी बननेकी इच्छा 
थी । मुँहमें प्रयागका जल पड़ते ही मोहिनी मर गयी और 
दूसरे जन्ममें वह द्रविड़ देशमें राजा वीरवर्माकी 
हेमाङ्गीनामक महारानी हुई। राजमन्त्रीकी लड़की कला 
उसकी सखी थी। एक दिन हेमाङ्गी कलाके घर गयी 
और कलाने एक सोनेकी पेटीमें उसे एक विचित्र पुस्तक 
दिखायी, जिसमें अवतारोंके चित्रॉके साथ-साथ सारे 
भूगोलका - मानचित्र था। मानचित्र देखते-देखते 
हेमाङ्गीकी दृष्टि इस प्रयागतीर्थपर पड़ी और उसे तुरंत 
आपने पूर्वजन्मका स्मरण हो आया । तदनन्तर उसने घर 
लौटकर अपने पतिसे पूर्व-जन्मकी सारी घटनाएँ. सुनाकर 
प्रार्थना की कि 'नाथ ! मैं उस तीर्थ-जलके प्रसादसे ही 
आपके घरकी रानी बनी हूँ। इस समय आपके साथ 
चलकर इन्द्रप्रस्थके मनोवाज्छा पूर्ण करनेवाले तीर्थराज 
प्रयागका दर्शन करना चाहती हूँ । जब मैं उस तीर्थराजके 
लिये चल पड़ूँगी, तभी अन्न-जल ग्रहण करूँगी।' 
राजाके पूरा विश्वास न करनेपर उसी समय आकाशवाणीने 
कहा--'राजन्‌ ! तुम्हारी पलीका कथन सत्य है। 
इन्द्रप्रस्थके परम पवित्र प्रयागतीर्थमें जाकर तुम स््रान 
करो । इससे तुम्हारी सारी इच्छाएँ पूर्ण हो जायँगी ।' तब 
तो राजा आकाशवाणीको नमस्कार करके मन्त्रीको सारा 
भार सौंप हेमाङ्जीके साथ चल पड़े और कुछ दिनेमिं 
इन्द्रभस्थके प्रयागमें आ पहुँचे। 'इस प्रयागस्रानके 
पुण्यसे हमपर भगवान्‌ विष्णु प्रसन्न हों' इस इच्छासे 
संव्यन्पुः २९ 


तीर्थमें स्नान करते ही भगवान्‌ विष्णु और ब्रह्माजी 
क्रमशः गरुड़ और हंसपर बैठे हुए वहाँ आ पहुँचे । राजा 
'वीरवर्माने मस्तक झुकाकर भगवानके दोनों स्वरूपोंको 
प्रणाम किया और एकाग्रचित्तसे उनकी विलक्षण स्तुति 
की । फिर हेमाङ्गीने उनका स्तवन करके मनोरथ पूर्ण 
करनेकी प्रार्थना की। भगवान्‌ विष्णु और न्रह्माजीने 
प्रसन्न होकर हेमाङ्गीकी बड़ी प्रशंसा की और फिर 
दोनॉको अपने साथ सत्यलोकमें ले गये। 

अब इन्द्रप्स्थके काशीतीर्थका परम पवित्र तथा 
यश और आयुको बढ़ानेबाला माहात्म्य सुनो । सत्यमुगमें 
इन्द्रप्रस्थके काशीतीर्थमें शिंशपाके वृक्षपर एक कौआ 
रहता था और उसके नीचे खोखलेमें एक बहुत जड़ा 
साँप। एक दिन आँधी आयी और शिंशपाका वृक्ष 
उखड़कर गिर पड़ा। उसके नीचे दबकर साँप और 
कौआ मर गये | फिर तो शिंशपा, कौआ और साँप--- 
तीनों ही दिव्यरूप धारण करके तीन खिमानॉपर सवार 
होकर भगवानके बैकुण्ठधाममें चले गये। पूर्वजन्ममें 
चह कौआ कुरुजाङ्गल देशमें श्रवण नामक ब्राह्मण था 
और एकान्तमें अकेला मिठाइयाँ उड़ाया करता था । यह 
कालसर्प उसी ब्राह्मणका भाई कुरण्टक था, जो बग. 
नास्तिक, निर्दयी, वेदमार्गको तोड़नेवाला और 
देवताओंका निन्दक था और वह शिंशपा पेड़ बनी हुई 
श्रवणकी स्त्री कुण्ठा थी, जो दोनोंके ही दोषोंसे युक्त थी । 
इसीलिये वह स्थावर बनकर दोनॉका ही आश्रय हुई । इन 
दोनों भाइयोंने एक दिन किसी पथिककी कुएँमें पड़ी हुई 
गौको बाहर निकाल दिया था और घर आनेपर कुण्ठाने 
“बहुत अच्छा' कहकर उनके कार्यका समर्थन किया 
था। इसी पुण्यके प्रभावसे इन्द्रमस्थके तटपर स्थित 
काशीमें दुर्लभ मृत्युको पाकर बे तीनों वैकुण्ठको गये । 

अब इन्द्रप्रस्थके गोकर्णतीर्थकी महिमा सुनो । यह 
शिवजीका परम पवित्र क्षेत्र है। इसमें मरनेवाला मनुष्य 
निस्सन्देह शिवस्वरूप हो जाता है। गोकर्णतीर्थमें मरे हुए 
मनुष्यका पुनर्जन्म नहीं होता ! 

इन्द्रप्रस्थके किनारे शिवकाञ्चीतीर्थ है। इसमें 
मरनेवाला भी पुनर्जन्मको नहीं प्राप्त होता। यहाँ 


८८४ 


० अर्चयस्व हवीकेश यदीच्छसि परं पदम्‌ » 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


श्रीमहादेखजीने भगवान्‌ विष्णुकी आराधना करके 
भक्तराजकी पदवी पायी है । हेरम्ब नामक एक धर्मात्मा 
ब्राह्मण बड़े शिवभक्त थे । वे शिवतीर्थोमें घूमते हुए यहाँ 
शिअकाञ्जीमें आये और यहीँ उनके प्राण छूटे। वे 
भगवान्‌ शिवजीके लोकमें जाकर पश्चात्‌ बैकुण्ठको 
आप्त हुए! 

इसके सिवा इन््रप्रस्थमें कपिलाश्रम, केदार और 
अभास आदि और भी नहुत-से तीर्थ हैं। उनका भी बड़ा 
माहात्य है। 

सौभरि कहते है--राजा शिबिसे यों कहकर 
मुनिश्रेष्ठ नारदजी भगवानके गुर्णोका गान करते हुए 
हाँसे चले गये। राजा शिबिने मुनिके मुखसे 
इन्द्रप्रस्थका यह वैभव सुनकर अपनेको कृतार्थ माना 
और विधिपूर्वक स्नान करके अपनी धार्मिक क्रियाएँ पूरी 
कीं। तदनन्तर वे अपने नगरको चले गये। राजा 
युधिष्ठिर! यह मैने यमुना-तीरवती इन्द्रश्रस्थके 
'लोक-पावन माहात्म्यका तुमसे वर्णन किया है। 

सूतजी कहते हें-झौनकजी ! इस प्रकार सौभरि 
मुनिसे इन्द्रश्स्थका माहात्म्य सुनकर राजा युधिष्ठिर 
हस्तिनापुरको गये और वहाँसे अपने दुर्योधन आदि 
भाइयोंको साथ ले राजसूय यज्ञ करनेकी इच्छासे 


पुण्यमय इन्द्रप्रस्थमें आये। राजाने अपने कुलदेवता 
भगवान्‌ गोविन्दको द्वारकासे बुलाकर राजसूय यज्ञके 
द्वार उनका यजन किया । 'यह तीर्थ मुक्ति देनेवाला है; 
अतः यहाँ मुँहसे कुत्सित बचन कहनेपर भी शिशुपालकी 
मुक्ति हो जायगी।' यह सोचकर ही श्रीहरिने वहाँ 
शिशुपालका वध किया। शिशुपालने भी उस तीर्थमें 
मरनेके कारण समस्त पुरुषार्थोके दाता भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका सायुज्य प्राप्त कर लिया । जहाँ शिशुपाल 
मारा गया और जहाँ राजा युधिष्ठिरने यज्ञ किया, उस 
स्थानपर भीमसेने अपनी गदासे एक विस्तृत कुण्ड बना 
दिया था। वह पावन कुण्ड इस पृथ्वीपर भीमकुप्डके 
नामसे विख्यात हुआ । वह यमुनाके दक्षिण एक कोसके 
भूभागमें है । इन्द्रप्रस्थकी यमुनामें स्नान करनेसे जो फल 
होता है, बही फल उस कुण्डमें त्रान करनेसे मिल जाता 
है--इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है । जो मनुष्य प्रतिवर्ष 
इस तीर्थकी परिक्रमा करता है, वह क्षेत्रापराधजनित 
दोषों और पातकॉसे मुक्त हो जाता है। जो भगवानके 
नामॉका जप करते हुए इस तीर्थकी प्रदक्षिणा करता है, 
उसे पग-पगपर कपिलादानका फल मिलता है। जो 
मनुष्य चैत्र कृष्णा चतुर्दशीको इन्द्रप्रस्थकी प्रदक्षिणा 
करता है, वह धन्य एवं सब पापोंसे मुक्त हो जाता है। 


ऱ्न्न्च्च्च है हु 
बसिष्ठजीका दिलीपसे तथा भृगुजीका विद्याधरसे माघसरन्नानकी महिमा बताना तथा 
माघर्त्रानसे विद्याधरकी कुरूपताका दूर होना 


ऋषियोंने कहा-_ लोमहर्षण सूतजी ! अब हमें 
माघका माहात्म्य सुनाइये, जिसको सुननेसे लोगोंका 
महान्‌ संशय दूर हो जाय। 
सूतजी बोरे--मुनिवरो ! आपलोगोंको साधुवाद 
देता हूँ। आप भगवान्‌ श्रीकृष्णके शरणागत भक्त हैं; 
इसीलिये प्रसन्नता और भक्तिके साथ आपलोग बार-नार 
भगवानूकी कथाएँ पूछा करते हैं । मैं आपके कथनानुसार 
माघ-माहात्म्यका वर्णन करूँगा; जो अरुणोदयकालमें 
स्नान करके इसका श्रवण करते हैं, उनके पुण्यकी वृद्धि 
और पापका नाश होता है। एक समयकी बात है, 


राजाओमें श्रेष्ठ महाराज दिलीपने यज्ञका अनुष्ठान पूरा 
करके ऋषियोंद्वार मङ्गल-विधान होनेके पश्चात्‌ 
अवभृथ-स्त्रान किया ! उस समय सम्पूर्ण नगरनिवासियॉने 
उनका बड़ा सम्मान किया। तदनन्तर राजा अयोध्यामें 
रहकर प्रजाजनोंकी रक्षा करने लगे । वे समय-समयपर 
वसिष्ठजीकी अनुमति लेकर प्रजावर्गका पालन किया 
करते थे। एक दिन उन्होंने वसिष्ठजीसे कहा-- 
“भगवन्‌ ! आपके प्रसादसे मैंने आचार, दण्डनीति, नाना 
प्रकारके राजधर्म, चारों वर्णों और आश्रमॉके कर्म, दान, 
दानकी विधि, यज्ञ, यशके विधान, अनेकों व्रत, उनके 


उत्तरखण्ड ] 


* वसिष्ठजीका दिलीपसे माघरत्रानकी महिमा बताना « 


८८५ 


७९६००९००००००९७००१०१-९०१९००७०७०००-००९:११७१३००००७-०९११९५००९५९३०३७५०७७:७ ७७०७ ९०९५००५७:९०१३-३ ९०६९९०:९७७०९००-७०७५०७००००००० 


उद्यापन तथा भगवान्‌ विष्णुकी आराधना आदिके 
सम्बन्धमें बहुत कुछ सुना है । अब माघस्लानका फल 
सुननेकी इच्छा है। मुने ! जिस विधिसे इसको करना 
चाहिये, वह मुझे बताइये ।' 

वसिष्ठजीने कहा--राजन्‌ ! मैं तुम्हें माघस््नानका 
'फल बतलाता हूँ, सुनो। जो लोग होम, यज्ञ तथा 
इष्टापूर्त कमेकि बिना ही उत्तम गति प्राप्त करना चाहते 
हों, वे माघमें प्रातःकाल बाहरके जलमें स्त्रान करें। जो 
गौ, भूमि, तिल, बस्तर, सुवर्ण और धान्य आदि 
बस्तुओंका दान किये निना ही स्वर्गलोकमें जाना चाहते 
हों, वे माघमें सदा प्रातःकाल स्त्रान करें । जो तीन-तीन 
राततक उपवास, कृच्छू और पराक आदि त्रतोंके द्वारा 
अपने शरीरको सुखाये बिना ही स्वर्ग पाना चाहते हों, 
उन्हें भी माघमें सदा प्रातःकाल स्रान करना चाहिये । 
बैशाखमें जल और अन्नका दान उत्तम है, कार्तिकमें 
तपस्या और पूजाकी प्रधानता है तथा माघमें जप, होम 
और दान--ये तीन बातें विशेष हैं। जिन लोगोंने माधमें 
प्रातःसत्रान, नाना प्रकारका दान और भगवान्‌ विष्णुका 
स्तोत्र-पाठ किया है, वे ही दिव्यधाममें आनन्दपूर्वक 
निवास करते हैं। प्रिय बस्तुके त्याग और नियमॉके 
'पालनसे माघ मास सदा धर्मका साधक होता है और 
अधर्मकी जड़ काट देता है। यदि सकामभावसे 
माघस्त्रान किया जाय तो उससे मनोवाञ्छित फलकी 
सिद्धि होती है और निष्कामभावसे स्त्रान आदि करनेपर 
बह मोक्ष देनेवाल होता है। निरन्तर दान करनेवाले, 
चनमें रहकर तपस्या करनेवाले और सदा अतिथि- 
सत्कारमें संलग्न रहनेवाले पुरुषोंको जो दिव्यलोक प्राप्त 
होते हैं, ने ही माघस्रान करनेवालोंको भी मिलते हैं। 
अन्य पुण्योसे स्वर्गमें गये हुए मनुष्य पुण्य समाप्त होनेपर 
चहाँसे लौट आते हैं; किन्तु माघरत्रान करनेवाले मानव 
कभी नहाँसे लौटकर नहीं आते। माघस्त्रानसे बढ़कर 
कोई पवित्र और पापनाशक ब्रत नहीं है । इससे बढ़कर 
कोई तप और इससे बढ़कर कोई महत्त्वपूर्ण साधन नहीँ 
है। यही परम: हितकारक और तत्काल पार्पोका नाश 
करनेवात्त्र है। महर्षि भृगुने मणिपर्वतपर विद्याधरसे 


कहा था--'जो मनुष्य माघके महीनेमें, जब 
उषःकालकी लालिमा बहुत अधिक हो, गाँबसे बाहर 
नदी या पोखरेमे नित्य स्नान करता है, वह पिता और 
माताके कुलकी सात-सात पीढ़ियॉका उद्धार करके स्वयं 
देवताओके समान शरीर घारण कर खर्गलोकमें चला 
जाता है।' 

दिलीपने पूछा--नरह्मन्‌ ! ब्रह्मर्षि भृगुने किस 
समय मणिपर्वतपर विद्याघरको घर्मोपदेश किया था-- 
बतानेकी कृपा करें। 

चसिष्ठजी खोले--राजन्‌ ! प्राचीन कालमें एक 
समय बारह वर्षोतक वर्षा नहीं हुई। इससे सारी प्रजा 
उद्विम्र और दुर्बल होकर दसों दिशाऑमें चली गयी। 
उस समय हिमालय और बिन्ध्यपर्नतके नीचका प्रदेश 
खाली हो गया। स्वाहा, स्वधा, वषट्कार और 
वेदाध्ययन---सब बंद हो गये। समस्त लोकमें उपद्रव 
होने लगा । घर्मका तो लोप हो ही गया था, प्रजाका भी 
अभाव हो गया। भूमण्डलूपर फल, मूल, अन्न और 
'पानीकी बिलकुल कमी हो गयी । उन दिनों नाना प्रकारके 
वृक्षॉसे आच्छादित नर्मदा नदीके रमणीय तटपर महर्षि 
भृगुका आश्रम था। ने उस आश्रमसे झिष्यॉसहित 
निकलकर हिमालय पर्वतकी शरणमें गये। वहाँ 
कैलासगिरिके पश्चिममें मणिकूट नामका पर्वत है, जो 
सोने और रलोंका ही नना हुआ है। उस परम रमणीय 
श्रेष्ठ पर्वतको देखकर अकाल-पीड़ित महर्षि भृगुका मन 
बहुत प्रसन्न हुआ और उन्होंने वहीं अपना आश्रम बना 
लिया । उस मनोहर शैलपर जनों और उपवनोंमें रहते हुए 
सदाचारी भूगुजीने दीर्घकालतक भारी तपस्या की । 

इस प्रकार जन ब्रह्मर्षि भृगुजी वहाँ अपने 
आश्रमपर निवास करते थे, एक समय एक विद्याधर 
अपनी पलीके साथ पर्षतसे नीचे उतरा । जे दोनों मुनिके 
पास आये और उन्हें प्रणाम करके अत्यन्त दुःखी हो एक 
ओर खड़े हो गये। उन्हें इस अवस्थामें देख ब्रह्मर्षिने 
मधुर जाणीसे पूछा--'निद्याधर ! प्रसन्रताके साथ 
बताओ, तुम दोनों इतने दुःखी क्‍यों हो ?' 

विद्याध्रने व्कहा--डिजश्रेष्ठ ! मेरे दुःखका 


८८६ 


» अर्चयस्व हवीकेश यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


30392 %5:/#5033 » ४४४ ४७:५०0*% 5599०» कडकडे कक ७ ३७७७७०७७७७ २४७ ७७७७७७७७७७ ७७७७ ७७७७७७०७७७, 


कारण सुनिये । मै पुण्यका फल पाकर देवलोकमें गया । 
वहाँ देवताका शरीर, दिव्य नारीका सुख और दिव्य 
भोगॉका अनुभव प्राप्त करके भी मेरा मुँह बाघका-सा हो 
गया । न जाने यह किस दुष्कर्मका फल उपस्थित हुआ 
है। यहाँ सोच-सोचकर मेरे मनको कभी शान्ति नहीं 
मिलती । ब्रह्मन्‌! एक और भी कारण है, जिससे मेरा 
मन व्याकुल हो रहा है । यह मेरी कल्याणमयी पल्ली बड़ी 
॥णी तथा सुन्दरी है। खर्गलोकमें शील, 
उदारता, गुणसमूह, रूप और यौवनकी सम्पत्तिद्वारा 
इसकी समानता करनेवाली एक भी स्त्री नहीं है। कहाँ 
तो यह देवमुखी सुन्दरी रमणी और कहाँ मेरे-जैसा 
व्याप्रमुख पुरुष ? ब्रह्मन्‌ ! मैं इसी बातकी चिन्ता करके 
'मन-ही-मन सदा जलता रहता हूँ। 
भृगुजीने कहा--विद्याधरश्रेष्ठ ! पूर्वजन्ममें 
तुम्हारे द्वारा जो अनुचित कर्म हुआ है, वह सुनो । निषिद्ध 
कर्म कितना ही छोटा क्यों न हो, परिणाममें वह भयङ्कर 
हो जाता है। तुमने पूर्वजन्ममें माघके महीनेमें 
एकादशीको उपवास करके द्वादशीके दिन शरीरमें तेल 
लगा लिया था। इसीसे तुम्हारा मुँह व्याध्रके समान हो 
गया। पुण्यमयी एकादशीका ब्रत करके द्वादशीको 
तेलका सेवन करनेसे पूर्वकालमें इलानन्दन पुरूरवाको 
भी कुरूप शारीरकी प्राप्ति हुई थी। ये अपने शरीरको 
कुरूप देख उसके दुःखसे बहुत दुःखी हुए और गिरिराज 
हिमालयपर जाकर गङ्गाजीके किनारे स्नान आदिसे पवित्र 
हो प्रसन्नतापूर्वक कुशासनपर बैठे । राजाने अपनी सम्पूर्ण 
इन्द्रियोको वदामें करके हृदयमें भगवानका ध्यान करना 
आरम्भ किया। उन्होंने ध्यानमें देखा--भगवानका 
श्रीविप्रह नूतन नील मेघके समान श्याम है। उनके नेत्र 
कमलदलके समान विशारू हैं। दे अपने हाथोंमें शद्ध, 
चक्र, गदा और पदा घारण किये हुए हैं। उनका श्रीअङ्ग 
पीताम्बरसे ढका है। वक्षःस्थलमें कौस्तुभमणि अपना 
अकाझ फैला रही है तथा वे गलेमें वनमाला घारण किये 
हुए हैं। इस प्रकार श्रीहरिका चिन्तन करते हुए राजाने 
आणवायुके मार्गको भीतर ही रोक लिया और नासिकाके 
अग्रभागपर दृष्टि जमाये कुण्डछिनीके मुखको ऊपर 


उठाकर स्वयं सुषुम्णा नाडीमें स्थित हो गये । इस तरह 
एक मासतक निराहार रहकर उन्होने दुष्कर तपस्या की । 

इस थोड़े दिनोंकी तपस्यासे ही भगवान्‌ संतुष्ट हो 
गये । उन्होने राजाके सात जन्मोंकी आराधनाका स्मरण 
करके उन्हें स्वयं प्रकट हो प्रत्यक्ष दर्शन दिया । उस दिन 
माघ शुकृपक्षकी द्वादशी तिथि थी, सूर्य मकर-राशिपर 
स्थित थे। भगवान्‌ वासुदेवने बड़ी प्रसन्नताके साथ 
चक्रवर्ती नरेश पुरूरबापर शाङ्खका जल छोड़ा और उन्हें 
अत्यन्त सुन्दर एवं कमनीय रूप प्रदान दिया । बह रूप 
इतना मनोहर था, जिससे देवलोककी नायिका उर्वशी भी 
आकृष्ट हो गयी और उसने पुरूरवाको पतिरूपमें प्राप्त 
करनेकी अभिलाषा की। इस भकार राजा पुरूरवा 
भगवान्‌से वरदान पाकर कृतकृत्य हो अपने नगरमें लौट 
आये । विद्याधर ! कर्मकी गति ऐसी ही है । इसे जानकर 
भी तुम क्यों खिन्न होते हो ? यदि तुम अपने मुखकी 
कुरूपता दूर करना चाहते हो तो मेरे कहनेसे शीघ्र ही 
मणिकूट-नदीके जलमें माघस्त्रान करो। वह प्राचीन 
पापॉका नाश करनेवाला है। तुम्हारे भाग्यसे माघ 
बिलकुल निकट है। आजसे पाँच दिनके बाद ही 
माघमास आरम्भ हो जायगा। तुम पौषके शुक्कपक्षकी 
एकादशीसे ही नीचे वेदीपर सोया करो और एक 
'महीनेतक निराहार रहकर तीनों समय स्नान करो! 
भोगॉको त्यागकर जितेन्द्रियभावसे तीनों काल भगवान्‌ 
विष्णुकी पूजा करते रहो | विद्याधरश्रेष्ट जिस दिन माघ 
झुकला एकादशी आयेगी, उस दिनतक तुम्हारे सारे 
पाप जलकर भस्म हो जायँगे। फिर द्वादशीके पवित्र 
दिनको मैं मन्त्रपूत कल्याणमय जलसे अभिषेक करके 
तुम्हारा मुख कामदेवके समान सुन्दर कर दूँगा। फिर 
देवमुख होकर इस सुन्दरीके साथ तुम सुखपूर्वक क्रीड़ा 
करते रहना 

विद्याधर ! माघके स्रानसे निपत्तिका नाश होता है 
और माघके स्त्रानसे पाप नष्ट हो जाते हैं। माघ सन 
अतोंसे बढ़कर है तथा यह सब कारके दानोंका फल 
अदान करनेवास्त्र है। पुष्कर, कुरुक्षेत्र, ब्राझावर्त, 
पृथुदके, अघिमुक्तक्षेत्र (काशी), प्रयाग तथा गङ्गा- 


उत्तरखण्ड ] 


+ मृयश्ङ्ख सुनिका भगवानले वरदान प्राप्त करके अपने घर ल्मैटना + 


८८७ 


सागर-संगममें दस वर्षोंतक शौच-सन्तोषादि नियमोंका 
पालन करनेसे जो फल प्राप्त होता है, वह माघके महीनेमें 
सीन दिनोंतक प्रातःस्त्रान करनेसे ही मिल जाता है। 
जिनके मनमें दीर्घकालतक स्वर्गलोकके भोग भोगनेकी 
अभिलाषा हो, उन्हें सूर्यके मकर-राशिपर रहते समय 
जहाँ कहीं भी जल मिले, प्रातःकाल स्त्रान करना 
चाहिये । आयु, आरोग्य, रूप, सौभाग्य एवं उत्तम गुणोंमें 
जिनकी रुचि हो, उन्हें सूर्यके मकर-राशिपर रहनेतक 
आतःकाळ अवश्य स्त्रान करना चाहिये | जो नरकसे 
डरते हैं और दरिद्रताके महासागरसे जिन्हें त्रास होता है, 
उन्हें सर्वथा प्रयत्नपूर्वक माघमासमें प्रातःकाल स्नान 
करना चाहिये । देवश्रेष्ठ ! दरिद्रता, पाप और दुर्भाग्यरूपी 
कीचड़को धोनेके लिये माघस्त्रानके सिवा दूसरा कोई 
उपाय नहीं है । अन्य कर्मॉको यदि अश्रद्धापूर्वक किया 
जाय तो बे बहुत थोड़ा फल देते हैं; किन्तु माघरन्नान यदि 
शरद्धाके बिना भी विधिपूर्वक किया जाय तो वह पूरा-पूरा 
'फल देता है। गाँवसे बाहर नदी या पोखरेके जलमें जहाँ 
कहीं भी निष्काम या सकामभावसे माघस्नान करनेवाला 
पुरुष इस लोक और परलोकमें दुःख नहीं देखता । जैसे 
चन्द्रमा कृष्णपक्षमें क्षीण होता और शुक्तपक्षमें बढ़ता है, 
उसी प्रकार भाघमासमें स्नान करनेपर पाप क्षीण होता 
और पुण्यराशि ब्रढ़ती है । जैसे समुद्रमें नाना प्रकारके रत्र 
उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार माघस्नानसे आयु, धन और 
स्त्री आदि सम्पत्तियाँ प्राप्त होती हैं। जैसे कामधेनु और 


चिन्तामणि मनोवाञ्छित भोग देती हैं, उसी प्रकार 
माघख्रान सन मनोरथोंको पूर्ण करता है। सत्ययुगमें 
तपस्याको, त्रेतामें ज्ञानको, द्वापरमें भगवानके पूजनको 
और कलियुगमें दानको उत्तम माना गया है; परन्तु 
माघका खान सभी युगॉमें श्रेष्ठ समझा गया है।* सबके 
लिये, समस्त वर्णो और आश्रमोके लिये माघका ख्नान 
धर्मकी धारावाहिक वृष्टि करता है। 

भृगुजीके ये वचन सुनकर वह विद्याधर उसी 
आश्रमपर ठहर गया और माघमासमें भूगुजीके साथ ही 
उसने विधिपूर्वक पर्वतीय नदीके कुण्डमें पलीसहित स्नान 
किया! महर्षि भूगुके अनुग्रहसे विद्याधरने अपना 
मनोरथ प्राप्त कर लिया। फिर वह देवमुख होकर 
मणिपर्वतपर आनन्दपूर्वक रहने लूगा। भृगुजी उसपर 
कृपा करके बहुत प्रसन्न हुए और पुनः विन्ध्यपर्वतपर 
आपने आश्रममें चले आये। उस विद्याधरका मणिमय 
पर्वतकी नदीमें माघस्छान करनेमात्रसे कामदेबके समान 
मुख हो गया। तथा भृगुजी भी नियम समाप्त करके 
शिष्यॉसहित विन्ध्याचरू पर्षतकी घाटीमें उतरकर 
नर्मदा-तटपर आये । 

जसिष्ठजी कहते हैं-राजन्‌ ! महर्षि भूगुके द्वारा 
विद्याधरके प्रति कहा हुआ यह माघ-माहात्य सम्पूर्ण 
भुवनका सार है तथा नाना प्रकारके फलॉसे विचित्र जान 
पड़ता है। जो प्रतिदिन इसका श्रवण करता है, वह 
देवताकी भाँति समस्त सुन्दर भोगोंको प्राप्त कर लेता है । 


= च्च 
मृगशृङ्ग मुनिका भगवानसे वरदान प्राप्त करके अपने घर लौटना 


खसिष्ठजी कहते हैं--राजन्‌! मैं माघ मासका 
अभाव बतलाता हूँ, सुनो । इसे भक्तिपूर्वक सुनकर मनुष्य 
सब पापॉसे मुक्त हो जाता है । प्राचीन रथन्तर कल्पके 
सत्ययुगमें कुत्स नामके एक ऋषि थे, जो न्रह्माजीके पुत्र 
थे। चे बड़े ही तेजस्वी और निष्पाप थे। उन्होंने कर्दम 
ऋषिकी सुन्दरी कन्याके साथ विधिपूर्वक विवाह किया । 


उसके गर्भसे मुनिके वत्स नामक पुत्र हुआ, जो वंशको 
बढ़ानेवाला था। नत्सकी पाँच वर्षकी अवस्था होनेपर 
पिताने उनका उपनयन-संस्कार करके उन्हें गायत्री- 
मन्त्रका उपदेश किया । अब वे ब्रह्मचर्यका पालन करते 
हुए भृणुकुलमें निवास करने लगे । प्रतिदिन प्रातःकाल 
और सायंकाल अग्निहोत्र, तीनों समय स्नान और भिक्षाके 


* कृते तपः परं ज्ञान त्रेतायां यजनं तथा । द्वापरे च कलौ दानं माघः सर्वयुगेषु च ॥ (२२१।८०) 


«ट्ट 


* अर्खयस्व इचीकेशं यदीच्छसि परे पदम्‌ » 


[ संक्षिप्त पशापुराण 


rmanmeeeeenessessessenesnmmsmsmssneereeressessssseanaereeeseesenneseeesss+92५४५५५०५०१५५४५१५४ ५०५५५५०५०५१. 


अन्नका भोजन करते थे। इन्द्रियॉको कानूमें रखते, काला 
मृगचर्म धारण करते और सदा स्वाध्यायमें संलग्न रहते 
थे। पैरसे लेकर शिखातक लंबा पलाशका डंडा, जिसमें 
कोई छेद न हो, लिये रहते थे । उनके कटिभागमें मूँजकी 
मेखला शोभा पाती थी । हाथमें सदा कमण्डलु धारण 
करते, स्वच्छ कौपीन पहनते, शुद्ध भावसे रहते और 
स्वच्छ यज्ञोपवीत धारण करते थे। उनका मस्तक 
समिघाओंकी भस्मसे सुशोभित था । वे सबके नयनोंको 
प्रिय जान पड़ते थे । प्रतिदिन माता, पिता, गुरु, आचार्य, 
अन्यान्य बड़े-बूढ़ों, संन्यासियों तथा ब्रह्मवादियोंको 
प्रणाम करते थे। बुद्धिमान्‌ वत्स न्रह्मयज्ञमें तत्पर रहते 
और सदा शुभ कर्मॉका अनुष्ठान किया करते थे। वे 
हाथमे पवित्री धारण करके देवताओं, ऋषियों और 
पित्तरॉका तर्षण करते थे। फूल, चन्दन और गन्ध 
आदिको कभी हाथसे छूते भी नहीं थे। मौन होकर 
भोजन करते | मधु, पिण्याक और खारा नमक नहीं खाते 
थे । खड़ाऊँ नहीं पहनते थे तथा सबारीपर नहीं चढ़ते। 
कीशेमें मुँह नहीं देखते । दन्तधावन, ताम्बूल और पगड़ी 
आदिसे परहेज रखते थे। नीला, लाल तथा पीला वस्न, 
खाट, आभूषण तथा और भी जो-जो वस्तुएँ ब्रह्मचर्य- 
आश्रमके प्रतिकूल बतायी गयी हैं, उन सबका वे 
स्पर्दातक नहीं करते थे; सदा शान्तभावसे सदाचारमें ही 
तत्पर रहते थे। 
ऐसे आचारबान्‌ और विशेषत: ब्रह्मचर्यका पालन 
करनेवाले वत्स मुनि सूर्यके मकर-रारिपर रहते 
माध मासमें भक्तिपूर्वक प्रातःस्ान करते थे। वे उस 
समय विशेष रूपसे झरीरकी शुद्धि करते थे। आकारामॅ 
जब इने-गिने तारे रह जाते थे, उस समय--ब्रह्मवेलामें 
तो वे नित्यस्त्रान करते थे और फिर जब आधे सूर्य 
निकल अति, उस समय भी माघका स्त्रान करते थे। वे 
मन-ही-मन अपने भाग्यकी सराहना करने लगे-- 
"अहो ! इस पश्चिमवाहिनी कावेरी नदीमें खानका 
अवसर मिलना आयः मनुष्योंके लिये कठिन है, तो भी 
मैंने मकरार्कमें यहाँ खान किया | वास्तवमें मैं बड़ा 
भाग्यवान्‌ हूँ। समुद्रमें मिली हुई जितनी नदियों है, उन 


सबका प्रवाह जहाँ पश्चिम या उत्तरकी ओर है, उस 
स्थानका अयागसे भी अधिक महत्त्व बतलाया गया है। 
मैंने अपने पूर्वपुण्यॉके अभासे आज कावेरीका 
पश्चिमगामी अवाह प्राप्त किया है । वास्तवमें मैं कृतार्थ हुँ, 
कृतार्थ हूँ, कृतार्थ हूँ।' इस प्रकार सोचते हुए वे प्रसन्न 
होकर कावेरीके जलमें तीनों काल स्त्रान करते थे। 
उन्होंने कावेरीके पश्चिमगामी प्रवाहमें तीन सालतक 
माघ-स्त्रान किया। उसके पुण्यसे उनका अन्तःकरण 
शुद्ध हो गया। वे ममता और कामनासे रहित हो गये । 
तदनन्तर माता, पिता और गुरुकी आज्ञा लेकर घे 
सर्वपापनाशक कल्याणतीर्थमें आ गये । उस सरोवरमें 
भी एक मासतक माघस्रान करके ब्रह्मचारी वत्स मुनि 
तपस्या करने लगे । राजन्‌ ! इस प्रकार उन्हें उत्तम तपस्या 
करते देख भगवान्‌ विष्णु प्रसन्न होकर उनके आगे 
प्रत्यक्ष प्रकट हुए और बोले--“महाधर मृगरशुङ्ग ! मै 
तुमपर बहुत प्रसन्न हूँ ।” यों कहकर भगवान्‌ पुरुषोत्तमने 
उनके ब्रह्ारन्ध (मस्तक) का स्पर्श किया । 

तब वत्स मुनि समाधिसे विरत हो जाग उठे और 
उन्होने आपने सामने ही भगवान्‌ विष्णुको उपस्थित 
देखा । वे सहस्र सूर्योके समान तेजस्वी कौस्तुभमणिरूप 
आभूषणसे अत्यन्त भासमान दिखायी देते थे। तब 
मुनिने बड़े वेगसे उठकर भगवानको प्रणाम किया और 
बड़े भावसे सुन्दर स्तुति की । 

भगवान्‌ हषीकेशकी स्तुति और नमस्कार करके 
वत्स मुनि अपने मस्तकपर हाथ जोड़े चुपचाप भगवानके 
सामने खड़े हो गये । उस समय उनके नेत्रॉसे आनन्दके 
आँसू नह रंहे थे और सारे शरीरमें रोमा हो आया था । 

तब श्रीभगवानले कहा--मृगश्ृद्ष ! तुम्हारी इस 
स्तुतिसे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। माघ मासमें इस 
सरोवरके जलमें जो तुमने स्नान और तप किये हैं, इससे 
मैं बहुत सन्तुष्ट हूँ। मुने ! तुम निरन्तर कष्ट सहते-सहते 
थक गये हो। दक्षिणाओसहित यज्ञ, दान, अन्यान्य 
नियम तथा यमोंके पालनसे भी मुझे उतना संतोष नहीं 
होता, जितना माघके स्रानसे होता है। पहले तुम मुझसे 
वर माँगो। फिर मैं तुम्हें मनोवाञ्छित वस्तु प्रदान 


उत्तरखण्ड ] 


« मृगशुङ्ग मुनिका भगवानसे बरदान प्राप्त करके अपने घर लौटना « 


८८९ 


१७०९०३३१:६९९१००७७०७०७०१०९०००००९००१००००००००००००९००:००००:१९१००९१००९५५७७०-९०९५३००-१००००००७००००००-७०७७०-०००:००१००००५१००९. 


करूंगा । मृगशृङ्ग ! तुम मेरी प्रसत्रताके लिये मैं जो 
आज्ञा दूँ, उसका पालन करो। इस समय तुम्हारे 
ब्रह्मचर्यसे जिस प्रकार ऋषियोंको सन्तोष हुआ है, उसी 
प्रकार तुम यज्ञ करके देवताओको और सन्तान उत्पन्न 
करके पितरोंको संतुष्ट करो। मेरे सन्तोषके लिये ये दोनों 
कार्य तुम्हें सर्वथा करने चाहिये। अगले जन्ममें तुम 
ब्रह्माजीके पुत्र महाज्ञानी ऋभुनामक जीवन्मुक्त ब्राह्मण 
होओगे और निदाघको वेदान्तवाक्यजन्य ज्ञानका उपदेश 
करके पुनः परमधामको प्राप्त होओगे । 
मृगभ्पूङ्ग बोले--देवदेव ! सम्पूर्ण देवताओंद्वारा 
वन्दित जगन्नाथ ! आप यहाँ सदा निवास करें और 
सबको सब प्रकारके भोग प्रदान करते रहें । आप सदा 
सब जीवोंको सब तरहकी सम्पत्ति प्रदान करें। भगवन्‌! 
यदि मैं आपका कृपापात्र हूँ तो यही एक वर, जिसे 
निवेदन कर चुका हूँ, देनेकी कृपा करें। कमलनयन ! 
चरणोंमें पड़े हुए भक्तोंका दुःख दूर करनेवाले अच्युत ! 
आप मुझपर प्रसन्न होइये। शरणागतवत्सल ! मैं 
आपकी इारणमें आया हूँ। 
भगवान्‌ विष्णु खोले- मृगश्ङ्ग ! एवमस्तु, मैं 
सदा यहाँ निवास करूँगा। जो लोग यहाँ मेरा पूजन 
करेंगे, उन्हें सब प्रकारक्री सम्पत्ति हाथ लगेगी। 
विशेषतः जब सूर्य मकर-राशिपर हों, उस समय इस 
'सरोनरमें स्नान करनेवाले मनुष्य सब पापोंसे मुक्त हो मेरे 
परमपदको प्राप्त होंगे । व्यतीपात योगमें, अयन प्रारम्भ 
होमेके दिन, संक्रान्तिके समय, विषुव योगमें, पूर्णिमा 
और अमावास्या तिथिको तथा चन्द्रग्हण और सूर्य- 
अहणके अवसरपर यहाँ स्रान करके यथाशक्ति दान 
देनेसे और तुम्हारे मुखसे निकले हुए इस स्तोत्रका मेरे 
सामने पाठ करनेसे मनुष्य मेरे रोकमें प्रतिष्ठित होगा । 
भगवान्‌ गोविन्दके यों कहनेपर उन ब्राह्मणकुमारने 
पुनः प्रणाम किया और भक्तोंके अधीन रहनेवाले 
श्रीहरिसे फिर एक प्रश्न किया-- 'कृपानिधे ! देवेश्वर ! 
मैं तो कुत्स मुनिका पुत्र वत्स हूँ; फिर मुझे आपने 
मृगशृङ्ग कहकर क्यों सम्बोधित किया ?' 
श्रीभगवान बोले--ब्रह्मनू! इस कल्याण- 


सरोबरके तटपर जब तुम तपस्या करनेमें लगे थे, उस 
समय जो मृग प्रतिदिन यहाँ पानी पीने आते थे, ये निर्भय 
होकर तुम्हारे शरीरमें अपने सींग रगड़ा करते थे । इसीसे 
श्रेष्ठ महर्षि तुम्हें मृगशङ्ग कहते हैं। आजसे सन लोग 
तुम्हें मृगशृङ्गं ही कहेंगे। 

यों कहकर सबको सब कुछ प्रदान करनेवाले 
भगवान्‌ सर्वेश्वर वहाँ रहने लगे । तदनन्तर मृगशूङ्ग मुनिने 
भगवानका पूजन किया और उनकी आज्ञा लेकर वे उस 
पर्वतसे चले गये। संसारका उपकार करनेके लिये 
उन्होने गृहस्थ-धर्मको स्वीकर करनेका निश्चय किया और 
अपने अन्तःकरणमें निरन्तर वे आदिपुरुष कमलनयन 
भगवान्‌ विष्णुका चिन्तन करने लगे | अपनी जन्मभूमि 
भोजराजनगरमें घर आकर उन्होंने माता और पिताको 
नमस्कार करके आपना सारा समाचार कह सुनाया। 
माता-पिताके नेत्रॉमें आनन्दके आँसू छलक आये। 
उन्होने पुत्रको छातीसे लगाकर बारंबार उसका मस्तक 
सूँघा और प्रेमपूर्वक अभिनन्दन किया। वत्स आपने 
गुरुको प्रणाम करके फिर स्वाध्यायमें लग गये । पिता, 
माता और गुरु--तीनोंकी प्रतिदिन सेवा करते हुए 
उन्होने सम्पूर्ण वेदका अध्ययन किया और गुरुकी आज्ञा 
ले विधिपूर्वक ब्रतल्रान और उस्सर्गका कार्य पूर्ण किया । 
तत्पश्चात्‌ महामना मृगशृङ्गं अपने पितासे इस प्रकार 
बोले--'तात ! पुत्रकी उत्पत्तिके लिये पिता और 
माताको जो केश सहने पड़ते हैं, उनका बदला सौ वषमे 
भी नहीं चुकाया जा सकता; अतः पुत्रको उचित है कि 
वह माता-पिता तथा गुरुका भी सदा ही प्रिय करे। इन 
तीनोके अत्यन्त सन्तुष्ट होनेपर सब तपस्या पूर्ण हो जाती 
है। इन तीनोंकी सेवाको ही सबसे बड़ा तप कहा गया 
है। इनकी आज्ञाका उल्लङ्घन करके जो कुछ भी किया 
जाता है, वह कभी सिद्ध नहीं होता । विद्वान्‌ पुरुष इन्हीं 
तीनोंकी आराधना करके तीनों लोकॉपर विजय पाता है। 
जिससे इन तींनॉको संतोष हो, वही मनुष्योके लिये चारों 
पुरुषार्थ कहा गया है; इसके सिवा जो कुछ भी है, वह 
उपधर्म कहलाता है। मनुष्यको उचित है कि वह 
अखण्ड न्रह्मचर्यका पालन करते हुए पितासे क्रमशः 


८९० 


० अर्चयस्व हषीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


तीन, दो या एक वेदका अध्ययन करनेके पञ्चात्‌ 
गृहस्थ-आश्रममें प्रवेश करे । यदि पत्नी अपने बशमें रहे 
तो गृहस्थाश्रमसे बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है। पति 
और पत्नीकी अनुकूलता धर्म, अर्थ और कामकी 
सिद्धिका प्रधान कारण है। यदि स्त्री अनुकूल हो तो 
स्वर्गसे क्या लेना है- घर ही स्वर्ग हो जाता है और यदि 
पत्नी विपरीत स्वभावकी मिल गयी तो नरकमें जानेकी 
क्या आवश्यकता है--यहीं नरकका दृश्य उपस्थित हो 
जाता है । सुखके लिये गृहस्थाश्रम स्वीकार किया जाता है; 
किन्तु वह सुख पत्नीके अधीन है । यदि पत्नी विनयशील 
हो तो धर्म, अर्थ और कामकी प्राप्ति निश्चित है। 
जो गृहकार्यमें चतुर, सन्तानवती, पतित्रता, प्रिय 
वचन बोलनेवाली और पतिके अधीन रहनेवाली है 
ऐसी उपर्युक्त गुणोंसे युक्त नारी रूके रूपमें साक्षात्‌ 
लक्ष्मी है । इसलिये अपने समान वर्णकी उत्तम लक्षर्णो- 
बाली भार्यासे विवाह करना चाहिये । जो पिताके गोत्र 
आथवा माताके सपिण्डवर्गमें उत्पन्न न हुई हो, वही स्त्री 
बिवाह करनेयोग्य होती है तथा उसीसे ट्विजोंके धर्मकी 
वृद्धि होती है। 
जिसको कोई रोग न हो, जिसके भाई हो, जो 
अवस्था और कदमें अपनेसे कुछ छोटी हो, जिसका 
मुख सौम्य हो तथा जो मधुर भाषण करनेवाली हो, ऐसी 
भार्याके साथ द्विजको विवाह करना चाहिये। जिसका 
नाम पर्वत, नक्षत्र, वृक्ष, नदी, सर्प, पक्षी तथा नौकरोंके 
नामपर न रखा गया हो, जिसके नाममें कोमलता हो, 
ऐसी कन्यासे बुद्धिमान्‌ पुरुषको विवाह करना चाहिये । 
इस प्रकार उत्तम लक्षणोंकी परीक्षा करके ही किसी 


कन्याके साथ विवाह करना उचित है। उत्तम लक्षण 
और अच्छे आचरणवाली कन्या पतिकी आयु बढ़ाती है, 
अतः पिताजी ! ऐसी भार्या कहाँ मिलेगी ? 

कुत्सने कहा--परम बुद्धिमान्‌ मृगशृङ्गं ! इसके 
लिये कोई विचार न करे । तुम्हारे-जैसे सदाचारी मुरुषके 
लिये कुछ भी दुर्लभ नहीं है । जो सदाचारहीन, आलसी, 
माघ-स्रान न करनेवाले, अतिथि-पूजासे दूर रहनेवाले, 
एकादशीको उपवास न करनेवाले, महादेवजीकी भक्तिसे 
शून्य, माता-पितामें भक्ति न रखनेवाले, गुरुको सन्तोष न 
देनेवाले, गौओंकी सेवासे विमुख, ब्राह्मणॉका हित न 
चाइनेवाले, यज्ञ, होम और श्राद्ध न करनेवाले, दूसरोंको 
न देकर अकेले खानेवाले, दान, धर्म और शीलसे रहित 
तथा अझिहोत्र न करके भोजन करनेवाले हैं, ऐसे 
लोगॉके लिये ही वैसी स्त्रिया दुर्लभ हैं। बेटा! 
प्रातःकाल स्नान करनेपर माघका महीना विद्या, निर्मल 
कीर्ति, आरोग्य, आयु, अक्षय धन, समस्त पापॉसे मुक्ति 
तथा इन्द्रलोक अदान करता है। बेटा ! माघ मास 
सौभाग्य, सदाचार, सन्तान-वृद्धि, सत्सङ्ग, सत्य, 
उदारभाव, ख्याति, झूरता और बल-- सन कुछ देता 
है। कहाँतक गिनाऊँ, वह क्या-क्या नहीं देता। 
पुण्यात्मन्‌ ! कमलके समान नेत्रोंबाले भगवान्‌ विष्णु 
माधस्त्रान करनेसे तुमपर बहुत प्रसन्न हैं। 

खसिष्ठजी कहते हें-राजन्‌! पिताके ये सत्य 
वचन सुनकर मृगश्ृज्ञ मुनि मन-ही-मन बहुत प्रसन्न 
हुए। उन्होंने पिताके चरणोंमें मस्तक झुकाकर पुनः 
प्रणाम किया और दिन-रात ये अपने हृदयमें श्रीहरिका 
ही चिन्तन करने लगे । 


= जे न 
मृगशृङ्ग मुनिके द्वारा माघके पुण्यसे एक हाथीका उद्धार तथा 
मरी हुई कन्याओंका जीवित होना 


खसिष्ठजी कहते हैं--राजन्‌ ! भोजपुरमें उचथ्य 
नामक एक श्रेष्ठ मुनि थे। उनके कमलके समान 


नेत्रॉवाली एक कन्या थी, जिसका नाम सुवृत्ता था । वह 


माघ मासमें प्रतिदिन सबेरै ही उठकर अपनी कुमारी 


सखियोंके साथ कावेरी नदीके पश्चिमगामी प्रवाहमें स्नान 
किया करती थी। खानके समय वह इस प्रकार प्रार्थना 
करती--'देवि ! तुम सह्य-पर्वतकी घाटीसे निकलकर 
श्रीसङ्गक्षेत्रमे प्रवाहित होती हो। श्रीकावेरी ! तुम्हें 


उत्तरस्वण्ड ] 


* सृगम्पूक्ष सुनिके द्वारा माघके पुण्यसे एक हाथीका उद्धार + 


८९१ 


3*588४४8«*$ ४५» ७७४ »+४2९***3#» ५५ ७७७७७७७ ककजे कडकड & *# &* »&*##+ # *४* ल+ कक ##*: #&:*# & ५5 ४४ # कक के नाडीची, 


नमस्कार है। मेरे पापोंका नाश करो । मरुद्वृधे ! तुम 
बड़ी सौभाग्यशालिनी हो। माघ मासमें जो लोग तुम्हारे 
जलमें स्त्रान करते हैं, उनके बड़े-बड़े पापोंको हर लेती 
हो। माता! मुझे मङ्गल प्रदान करो। पश्चिमवाहिनी 
कावेरी ! मुझे पति, धन, पुत्र, सम्पूर्ण मनोरथ और 
पातिन्नत्य-पालनकी शक्ति दो।' यों कहकर सुवृत्ता 
कावेरीको प्रणाम करती और जब कुछ-कुछ सूर्यका 
उदय होने लगता, उसी समय वह नित्यस्त्रान किया 
करती थी। इस प्रकार उसने तीन वर्षोतक माघस्त्रान 
किया। उसका उत्तम चरित्र तथा गृहकार्यमें चतुरता 
देखकर पिताका मन बड़ा प्रसन्न रहता था। वे सोचने 
'लगे--अपनी कन्याका बिवाह किससे करूँ ? इसी 
बीचमें कुत्स मुनिने अपने पुत्र ब्रह्मचारी वत्सका विवाह 
करनेके लिये उचथ्यकी सुमुखी कन्या सुवृत्ताका वरण 
करनेका विचार किया ! सुवृत्ता बड़ी सुन्दरी थी । उसमें 
अनेक शुभ लक्षण थे। बह बाहर-भीतरसे शुद्ध तथा 
नीरोग थी। उस समय उसकी कहीं तुलना नहीं थी। 
चत्स भुनिने उससे विवाह करनेकी अभित्त्रषा की । 
एक दिन सुवृत्ता अपनी तीन सखियोंके साथ 
माघस्नान करनेके लिये अरुणोदयके समय काबेरीके 
तटपर आयी । उसी समय एक भयानक जंगली हाथी 
पानीसे निकला। उसे देखकर सुवृत्ता आदि कन्या, 
भयसे व्याकुल होकर भागीं। हाथी भी बहुत दूरतक 
उनके पीछे-पीछे गया। चारों कन्याएँ वेगसे दौड़नेके 
कारण हाँफमे लगीं और तिनकोंसे ढँके हुए एक बहुत 
बड़े जलशून्य कुएँमें गिर पड़ीं। कुएँमें गिरते ही उनके 
प्राण निकल गये । जब वे घर लौटकर नहीं आयीं, तब 
माता-पिता उनकी खोज करते हुए इधर-उधर भटकने 
लगे। उन्होंने चन-चनमें घूमकर झाड़ी-झाड़ी छान 
डाली । आगे जानेपर उन्हें एक गहरा कुआँ दिखायी 
दिया, जो तिनकोंसे ढँका होनेके कारण प्रायः दृष्टिमें नहीं 
आता था। उन्होने देखा, वे कमललोचना कन्याएँ कुएँके 
भीतर निर्जीव होकर पड़ी हैं। उनकी माता. कन्याओंके 
पास चली गयी और शोकमस्त हो बारंबार उन्हें छातीसे 
लगाकर 'विमले ! कमले ! सुवृत्ते! सुरसे !” आदि 


नाम ऊे-लेकर विलाप करने लगीं । 

कन्याओंकी माताएँ जब इस प्रकार जोर-जोरसे 
क्रन्दन कर रही थीं, उसी समय तपस्याके भण्डार, 
कान्तिमान्‌, धोर तथा जितेन्द्रिय, श्रीमान्‌ मृगभृङ्ग मुनि 
वहाँ आ पहुँचे। उन्होंने मन-ही-मन एक उपाय सोचा 
और सोचकर उन्हें आश्वासन देते हुए कहा-- 'जबतक 
इन कमलनयनी कन्याओंको जीवित न कर दूँ, तबलक 
आपलोग इनके सुन्दर झरीरकी रक्षा करें।' यों कहकर 
मुनि परम पावन कावेरीके तटपर गये और कण्ठभर 
पानीमें खड़े हो, मुख एवं भुजाओऑंको ऊपर उठाये 
सुर्यदेवकी ओर देखते हुए मृत्यु देवताकी स्तुति करने 
लगे । इसी बीचमें एक समय वही हाथी पानीके भीतरसे 
उठा और उन ब्राह्मण मुनिको मारनेके लिये सूँड़ उठाये 
बड़े वेगसे उनके समीप आया । हाथीका क्रोध देखकर 
भी मुनिवर मृगशृङ्ग जलसे निचलित नहीं हुए, अपितु, 
चित्रलिखित-से चुपचाप खड़े रहे । पास आनेपर एक ही 
क्षणमें उस गजराजका क्रोध चला गया । नह बिलकुल 
शान्त हो गया । उसने मुनिको सूँड्से पकड़कर अपनी 
'पीठपर बिठा लिया। मुनि उसके भावको समझ गये | 
उसके कंघेपर सुखपूर्वक बैठनेसे उन्हें बड़ा सन्तोष हुआ 
और जप समाप्त करके हाथमें जल ले “मैंने आठ दिनोंके 
माघर्त्रानका पुण्य तुम्हें दे दिया।' यों कहकर उन्होंने 
झीध ही वह जळ हाथीके मस्तकपर छोड़ दिया । इससे 
गजराज पापरहित हो गया और मानो इस बातको स्वयं 
भी समझते हुए उसने प्रझयकालीन मेघके समान बड़े 
जोरसे गर्जना की । उसकी इस गर्जनासे भी मुनिके मनमें 
बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने कृपापूर्वक उस गजराजकी 
ओर देखकर उसके ऊपर आपना हाथ फेण। मुनिके 
हाथका स्पर्श होनेसे उसने हाथीका रारीर त्याग दिया 
और आकाशमें देवताकी भाति दिव्यरूप धारण किये 
दृष्टिगोचर हुआ। उस रूपमें उसे देखकर मुनीधरको 
बड़ा विस्मय हुआ! 

तब दिव्यरूपधारी उस जीवने कहा-- मुनीश्वर ! 
मैं कृतार्थ हो गया, क्योंकि आपने मुझे अत्यन्त निन्दित 
एवं पापमयी पशुयोनिसे मुक्त कर दिया। दयानिधे ! 


८९२ 


* अर्चयस्व इषीकेश यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


५ 8 ५ 4 3-१ ४४५५ > ५-९ ४४४४-९ -४५ 2.१ ५००-१ ५५ ^ ‰ ४५. ४५५ ५ ‰ १ ५५५ ५४४.४ ५५+ ^ ‰ ४४४५ ४.४४४५ ॥ ४ ५ ५५४४ ४४४५१५ 


आन मैं अपना सारा वृत्तान्त बतलाता हूँ, सुनिये। 
पूर्वकालकी बात है, नैषध नगरमें विश्वगुप्त नामसे प्रसिद्ध 
परम धर्मात्मा तथा स्वधर्मपालनमें तत्पर एक वैश्य रहते 
थे। मैं उन्हींका पुत्र था। मेरा नाम धर्मगुप्त था। 
स्वाध्याय, यजन, दान, सूद लेना, पशुपालन, गोरक्षा, 
खेती और व्यापार--यही सन मेरा काम था | द्विज- 
श्रेष्ठ ! मैं [अनुचित] काम और दम्भसे सदा दूर ही 
रहा । सत्य बोलता और किसीकी निन्दा नहीं करता था। 
इन्द्रियोंको काबूमें रखकर अपनी स्त्रीसे ही अनुराग करता 
था और परायी ख्रियोके सम्पर्कसे बचा रहता था । मुझमें 
राग, भय और क्रोध नहीं थे। लोभ और मत्सरको भी 
मैने छोड़ रखा था। दान देता, यज्ञ करता, देवताओंके 
प्रति भक्ति रखता और गौओं तथा ब्राह्मणॉके हितमें 
संल्म रहता था। सदा घर्म, अर्थ और कामका सेवन 
करता तथा व्यापारके काममें कभी किसीको धोखा नहीं 
देता था! ब्राह्मणलोग जब यज्ञ करते, उस समय उन्हें 
बिना माँगे ही धन देता था! समयपर श्राद्ध तथा सम्पूर्ण 
देवताऑका पूजन करता था । अनेक प्रकारके सुगन्धित 
द्रव्य, बहुत-से पशु, दूध-दही, मड्डा, गोबर, घास, 
लकड़ी, फल, मूल, नमक, जायफल, पीपल, आन्न, 
सागके बीज, नाना प्रकारके वस्न, धातु, ईखके रससे 
तैयार होनेवाली वस्तु और अनेक प्रकारके रस बेचा 
करता था। जो दूसरोंको देता था, वह तौलमें कम नहीं 
रहता था और जो औरॉसे लेता, यह अधिक नहीं होता 
था। जिन रसोके नेचनेसे पाप होता है, उनको छोड़कर 
अन्य रसोंको बेचा करता था! बेचनेमें छल-कपटसे 
काम नहीं रेता था। जो मनुष्य साधु पुरुषॉको व्यापारमें 
'ठगता है, यह घोर नरकमें पड़ता है तथा उसका धन भी 
नष्ट हो जाता है। मैं सब देवताओं, ब्राह्मणों तथा 
'गौऑकी प्रतिदिन सेवा करता और पाखण्डी लोगोंसे दूर 
रहता था। ब्रह्मन्‌ ! किसी भी प्राणीसे मन, वाणी और 
क्रियाद्वारा ईर्ष्या किये निना ही जो जीविका चलायी जाती 
है, वही परम धर्म है! मैं ऐसी ही जीविकासे जीवन- 


निर्वाह करता था! 
इस प्रकार धर्मके मार्गसे चलकर मैने एक करोड़ 


स्वर्णमुद्राओंका उपार्जन किया । मेरे एक ही पुत्र था, जो 
सम्पूर्ण गुणोमें श्रेष्ठ था। मैंने अपने सारे धनको दो 
भागोंमें बाँटकर आघा तो पुत्रको दे दिया और आधा 
अपने लिये रखा । अपने हिस्सेका धन लेकर पोखरा 
खुदवाया। नाना मरकारके वृक्षॉसे युक्त बगीचा 
लगवाया। अनेक मण्डपॉसे सुशोभित देनमन्दिर 
बनवाया। मरुभूमिके मार्गोमें पौसले और कु बनवाये 
तथा ठहरनेके लिये धर्मशालाएँ तैयार करायीं। 
कन्यादान, गोदान और भूमिदान किये। तिल, चावल, 
गेहूँ और मूँग आदिका भी दान किया । उड़द, धान, तिल 
और थी आदिका दान तो मैंने बहुत बार किया । 
तदनन्तर रसके चमत्कारोंका वर्णन करनेवाला कोई 
'कापालिक मेरे पास आया और कौतूहल पैदा करनेके 
लिये कुछ करामात दिखाकर उसने मुझे अपने 
मायाजालमें फँसाकर ठग लिया । उसकी करतूत देखकर 
उसके प्रति मेरा विश्वास बढ़ गया और रसवाद- चाँदी, 
सोना आदि बनानेके नामपर मेरा सारा धन बरबाद हो 
गया। उस कापालिकने मुझे भ्रममें डालकर बहुत 
दिनोंतक भटकाया । उसके लिये धन दे-देकर मैं दरिद्र हो 
गया। माघका महीना आया और मैंने दस दिनोंतक 
सूर्योदयके समय महानदीमें स्नान किया; किन्तु बुढ़ापेके 
कारण इससे अधिक समयतक मैं ख्रानका नियम 
चलानेमें असमर्थ हो गया। इसी बीचमें मेरा पुत्र 
देझान्तरमें चला गया । घोड़े मर गये | खेती नष्ट हो गयी 
और बेटेने वेश्या रख ली। फिर भी भाई-बन्धु यह 
सोचकर कि यह बेचारा बूढ़ा, धर्मात्मा और पुण्यवान्‌ है, 
धर्मके ही उद्देकयसे मुझे कुछ सूखा अन्न और भात दे दिया 
करते थे। अब मैं अपना धर्म बेचकर कुटुम्बका पालन- 
पोषण करने लगा, केवल माघस्जानके फलको नहीँ बेच 
सका । एक दिन जिह्वाकी लोलुपताके कारण दूसरेके 
घरपर खूब गलेतक दूँसकर मिठाई खा ली। इससे 
अजीर्ण हो गया । अजीर्णसे अतिसारकी बीमारी हुई और 
उससे मेरी मृत्यु हो गयी । केवल माघस्नानके प्रभावसे मैं 
एक मन्वन्तरतक स्वर्गमें देवराज इन्द्रके पास रहा और 
पुण्यकी समाप्ति हो जानेपर हाथीकी योनिमें उत्पन्न हुआ । 


उत्तरखण्ड ] 


जो लेग धर्म बेचते हैं, वे हाथी ही होते हैं। वियर ! 
इस समय आपने हाथीकी योनिसे भी मेरा उद्धार कर 
दिया। मुझे स्वर्गकी प्राप्ति होनेके लिये आपने पुण्यदान 
किया है। मुनीश्वर ! मैं कृतार्थ हो गया, कृतार्थ हो गया, 
कृतार्थ हो गया। आपको नमस्कार है, नमस्कार है, 
नमस्कार है। 
यों कहकर यह स्वर्गको चला गया! सच है, 
सत्पुरुषॉका सङ्ग उत्तम गति प्रदान करनेवाला होता है। 
इस प्रकार महानुभाव मृगशङ्ग वैश्यको हाथीकी योनिसे 
मुक्त करके स्वयं गलेतक पानीमें खड़े हो सूर्यनन्दन 
'यमराजकी स्तुति करने लगे 
३% यम, धर्मराज, मृत्यु, अन्तक, वैवस्वत, काळ, 
सर्वभूतक्षय, औदुम्बर, दघ्न, नील, परमेष्ठी, वृकोदर, 
चित्र और चित्रगुप्त--इन चौदह नामोंसे पुकारे जानेवाले 
भगवान्‌ यमराजको नमस्कार है। 
जिनका मुख दाढेकि कारण विकराल प्रतीत होता 
है और टेढ़ी भौहोंसे युक्त आँखें क्रूरतापूर्ण जान पड़ती हैं, 
जिनके शरीरमें ऊपरकी ओर उठे हुए बड़े-बड़े रोम हैं 
तथा ओठ भी बहुत लम्बे दिखायी देते हैं, ऐसे आप 
यमराजको नमस्कार है। 
आपके अनेक भुजाएँ हैं, अनन्त नख हैं तथा 
कज्ज्लगिरिके समान काला शरीर और भयङ्कर रूप है। 
आपको नमस्कार है। 
भगवन्‌! आपका वेष बड़ा भयानक है। आप 
पापियोंको भय देते, कालदण्डसे धमकाते और सब 
कारके अख्न-शख््र घारण करते हैं। बहुत बड़ा भैसा 
आपका वाहन है। आपके नेत्र दहकते हुए अँगारोकि 
समान जान पड़ते हैं। आप महान्‌ हैं। मेरु पर्वतके 
समान आपका विशाल रूप है। आप लारू माला और 
रू धारण करते हैं। आपको नमस्कार है। 
कल्पान्तके मेघोंकी भाँति जिनकी गम्भीर गर्जना 
और प्रलयकालीन वायुके समान प्रचण्ड वेग है, जो 
समुद्रको भी पी जाते, सम्पूर्ण जगतको ग्रास बना लेते, 
पर्वतोंको भी चबा जाते और मुखसे आग उगरूते हैं, उन 
भगवान्‌ यमराजको नमस्कार है। 


० मृगशूङ्ग सुनिके द्वारा माघके पुण्यसे शक हाथीका उद्धार » 


८९३ 


3&*५23४-#४५थ»५७७५४+५४७४५+3५39 3 &+*$5+++3# ४: &# 5५:४9» 535४४ ४55४४ 29४ 385 6 ४४४४४ हक ह/ै४५:5:+ 28:56: >:/#+&5 23. 


भगवन्‌ ! अत्यन्त घोर और अभिके समान तेजस्वी 
कालरूप मृत्यु तथा बहुत-से रोग आपके पास सेवामें 
उपस्थित रहते हैं। आपको नमस्कार है। 

आप भयानक मारी और अत्यन्त भयङ्कर महामारीके 
साथ रहते हैं । पापिष्ठोके लिये आपका ऐसा ही स्वरूप है। 
आपको बारम्बार नमस्कार है। 

बास्तवमें तो आपका मुख खिले हुए कमलके 
समान प्रसन्नतासे पूर्ण है । आपके नेत्रॉमें करुणा भरी है । 
आप पितृस्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। आपके केश 
अत्यन्त कोमल हैं और नेत्र भौहोंकी रेखासे सुशोभित 
हैं। मुखके ऊपर मूँछें बड़ी सुन्दर जान पड़ती हैं। पके 
हुए बिम्बफलके समान लाल ओठ आपकी शोभा बढ़ाते 
हैं। आप दो भुजाऑंसे युक्त, सुवर्णके समान कान्तिमान्‌ 
और सदा प्रसन्न रहनेवाले हैं। आपको नमस्कार है । 

आप सन प्रकारके आभूषणॉसे विभूषित, रल्रमय 
सिंहासनपर विराजमान, श्वेत माला और श्वेत वस्न घारण 
करनेवाले तथा श्वेत छन्रसे सुशोभित हैं। आपके दोनों 
ओर दो दिव्य नारियाँ खड़ी होकर हाथोंमें सुन्दर चैंवर 
लिये डुला रही हैं। आपको नमस्कार है। 

गलेके रलमय हारसे आप बड़े सुन्दर जान पड़ते 
हैं। रमय कुण्डल आपके कानॉकी शोभा बढ़ाते हैं। 
आपके हार और भुजबंद भी रलके ही हैं तथा आपके 
किरीटमें नाना प्रकारके रल जड़े हुए हैं। आपकी 
कृपादृष्टि सीमाका अतिक्रमण कर जाती है। आप 
मित्रभावसे सबको देखते हैं। सब प्रकारकी सम्पत्तियाँ 
आपको समृद्धशाली बनाती हैं। आप सौभाग्यके परम 
आश्रय हैं तथा धर्म और अधर्मके ज्ानमें निपुण सभासद्‌ 
आपकी उपासना करते हैं। आपको नमस्कार है। 

संयमनीपुरीकी सभामें शुभ्र रूपवाले धर्म, शुभ- 
रक्षण सत्य, चद्धमाके समान मनोहर रूपधारी दाम, 
दूधके समान उज्ज्वल दम तथा वर्णाश्रमजनित बिशुद्ध 
आचार आपके पास मूर्तिमान्‌ होकर सेवामें उपस्थित 
रहते हैं; आपको नमस्कार है। 

आप साघुओपर सदा स्नेह रखते, जाणीसे उनमें 
आणोंका सञ्चार करते, वचनोंसे सन्तोष देते और गुणॉसे 


८९४ 


* अर्चयस्व इचीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


38७४७५५४:५४३५५४७४५७४&&&*&» 5:०६ ५४ 8५७ ४७४४» क केके कका भक ककत &+४ ७४४४७» &०** ४ &»&&»#&3#+&:3:ल्‍## ००, 


उन्हें सर्वस्व समर्पण करते हैं। सज्जन पुरुषोंपर सदा 
सन्तुष्ट रहनेवाले आए घर्मराजको बारम्बार नमस्कार है । 
जो सबके काल होते हुए भी शुभकर्म करनेवाले 
पुरुषोंपर कृपा करते हैं, जो पुण्यात्माओंके हितैषी, 
सत्पुरुषोंके संगी, संयमनीपुरीके स्वामी, धर्मात्मा तथा 
धर्मका अनुष्ठान करनेबालॉके प्रिय हैं, उन धर्मराजको 
नमस्कार है। 
जिसकी पीठपर लटके हुए घण्टोंकी ध्वनिसे सारी 
दिशाएँ गूँज उठती हैं तथा जो ऊँचे-ऊँचे सींगों और 
फुँकारोंके कारण अत्यन्त भीषण प्रतीत होता है, ऐसे 
महान्‌ भैंसेपर जो विराजमान रहते हैं तथा जिनकी आठ 
" बड़ी-बड़ी भुजाएँ क्रमशः नाराच, शक्ति, मुसल, खङ्ग, 
गदा, त्रिशूल, पाश और अझुशसे सुशोभित हैं, उन 
भगवान्‌ यमराजको प्रणाम है । 
जो चौदह सत्पुरुषॉके साथ बैठकर जीनेकि 
आभाशुभ कमोाँका भलीभाँति विचार करते हैं, साक्षियों- 
द्वारा अनुमोदन कराकर उन्हें दण्ड देते हैं तथा सम्पूर्ण 
विश्वको शान्त रखते हैं, उन दक्षिण दिशाके स्वामी 
शान्तस्वरूप यमराजको नमस्कार है । 
जो कल्याणस्वरूप, भयहारी, शौच-संतोष आदि 
नियमोमें स्थित मनुष्योंके नेत्रोंको प्रिय लगनेवाले, 
सावर्णि, शनैर और वैवस्वत मनु--इन तीनॉकी 
माताके सौतेले पुत्र, विवस्वान्‌ (सूर्यदेब) के आत्मज 
तथा सदाचारी मनुष्योंको वर देनेवाले हैं, उन भगवान्‌ 
'यमको नमस्कार है। 
भगवन्‌! जब आपके दूत पापी जीवोंको दृढ़ता- 
पूर्वक बाँधकर आपके सामने उपस्थित करते हैं, तब 
आप उन्हें यह आदेश देते हैं कि इन पापियोंको अनेक 
घोर नरकोमें गिरकर छेद डाल्मे, दुकड़े-टुकड़े कर दो, 
जला दो, सुखा डालो, पीस दो।' इस प्रकारकी बातें 
कहते हुए यमुनाजीके ज्येष्ठ भ्राता आप यमराजको मेरा 
अणाम है । 
जन आप अन्तकरूप धारण करते हैं, उस समय 
आपके गोलाकार नेत्र किनारे-किनारेसे त्त्रल दिखायी 
देते हैं। आप भीमरूप होकर भय प्रदान करते हैं! टेढ़ी 


भौंहोके कारण आपका मुख वक्र जान पड़ता है। आपके 
शरीरका रंग उस समय नीला हो जाता है तथा आप 
अपने निर्दयी दूतेकि द्वारा शास्त्रोक्त नियमोंका उल्लङ्घन 
करनेवाले पापियोंको खून कड़ाईके साथ धमकाते हैं। 
आपको सर्वदा नमस्कार है। 

जिन्होंने पञ्चमहायज्ञोंका अनुष्ठान किया है तथा जो 
सदा ही अपने कमेकि पालनमें संलग्न रहे हैं, ऐसे 
लोगोंको दूरसे ही निमानपर आते देख आप दोनों हाथ 
जोड़े आगे बढ़कर उनका स्वागत करते हैं। आपके नेत्र 
कमलके समान विशाल हैं तथा आप माता संज्ञाके 
सुयोग्य पुत्र हैं। आपको मेरा प्रणाम है । 

जो सम्पूर्ण विश्वसे उत्कृष्ट, निर्मल, विद्वान्‌, जगत्के 
पालक, ब्रह्मा, विष्णु तथा शिवके प्रिय, सबके शुभाशुभ 
कमेकि उत्तम साक्षी तथा समस्त संसारको शरण देनेवाले 
हैं, उन भगवान्‌ यमको नमस्कार है । 

वसिष्ठजी कहते हैं--इस प्रकार स्तुति करके 
मृगशृङ्गने उदारता और करुणाके भण्डार तथा दक्षिण 
दिशाके स्वामी भगवान्‌ यमका ध्यान करते हुए उन्हें 
साष्टाङ्ग प्रणाम किया। इससे भगवान्‌ यमको जड़ी 
असन्नता हुई । वे महान्‌ तेजस्वी रूप धारण किये मुनिके 
सामने प्रकट हुए। उस समय उनका मुखकमल 
प्रसत्रतासे खिला हुआ था और किरीट, हार, केयूर तथा 
मणिमय कुण्डल धारण करनेवाले अनेक सेवक चारों 
ओरसे उनकी सेवामें उपस्थित थे। 

यमराजने कहा--मुने ! मै तुम्हारे इस स्तोत्रसे 
बहुत सन्तुष्ट हूँ और तुम्हें बर देनेके लिये यहाँ आया हूँ। 
तुम मुझसे मनोचाञ्छित जर माँगो । मैं तुम्हें अभीष्ट वस्तु 
अदान करूँगा। 

उनकी बात सुनकर मुनीश्वर मृगशृङ्ग उठकर खड़े 
हो गये। यमराजको सामने उपस्थित देख उन्हें बड़ा 
निस्पय हुआ। उनके नेत्र असन्नतासे खिल उठे। 
कुतान्तको पाकर उन्होंने अपनेको सफल्मनोरथ समझा 
और हाथ जोड़कर कहा--'भगवन्‌ ! इन कन्याओको 
आणदान दीजिये । मैं आपसे बारम्बार यही याचना करता 
हूँ!' मुनिका कथन सुनकर धर्मराजने अदृश्यरूपसे उन 


<९५ 


ब्राह्मण-कन्याओंको उनके झारीरमें भेज दिया । फिर तो 
सोकर उठे हुएकी भाँति वे कन्याएँ उठ खड़ी हुई । अपनी 
"नालिकाओको सचेत होते देख माताओंको बड़ा हर्ष 
हुआ। कन्याएँ पहलेकी ही भाँति अपना-अपना वस्त्र 
पहनकर माताओंको खुला उनके साथ अपने घर गयीं। 
ससिष्ठुजी कहते हैं--इस प्रकार विप्रवर 
मृगम्पृङ्गको वरदान दे यम देवता अपने पार्षदेकि साथ 


अन्तर्धान हो गये । इधर ब्राह्मण भी यमराजसे वर पाकर 
बड़ी भ्रसन्नताके साथ अपने आश्रमको लौटे । जो मानव 
प्रतिदिन यमराजकी इस स्तुतिका पाठ करेगा, उसे कभी 
यम-यातना नहीं भोगनी पड़ेगी, उसके ऊपर यमराज 
प्रसन्न होंगे, उसकी सन्ततिका कभी अपमृत्युसे पराभव न 
होगा, उसे इस लोक और परल्त्रेकमें भी लक्ष्मीकी प्राप्ति 
होगी तथा उसे कभी रोगोंका शिकार नहीं होना पडेगा । 


न“ —— 


यमलोकसे लौटी हुई कन्याओके द्वारा बहाँकी अनुभूत बातोंका वर्णन 


राजा दिलीपने पूछा--भुने! यमलोकसे 
लौटकर आयी हुई उन साध्वी कन्याओनि अपनी माताओं 
और बन्धुओसे वहाँका वृत्तान्त कैसा बतलाया ? 
पापियॉकी यातना और पुण्यात्माऑकी गतिके सम्बन्धमें 
क्या कहा ? मैं पुण्य और पापके शुभ और अशुभ 
'फलोंको विस्तारके साथ सुनना चाहता हूँ। 

चसिष्ठजी बोले--राजन्‌! कन्याओंने अपनी 
माताओं और बन्धुऑसे पुण्य-पापके शुभाशुभ फलके 
विषयमें जो कुछ कहा था, यह ज्यों-का-त्यों तुम्हें 
बतलाता हूँ । 

'कन्याऑने कहा--माताओ ! यमलोक बड़ा ही 
घोर और भय उत्पन्न करनेवाला है। वहाँ सर्वदा चारों 
अकारके जीवॉको विवश होकर जाना पड़ता है | गर्भमें 
रहनेवाले अथवा जन्म लेनेवाले शिशु, बालक, तरुण, 
अधेड़, बूढ़े, स्त्री, पुरुष और नपुंसक--सभी तरहके 
जीवॉको वहाँ जाना होता. है। वहाँ चित्रगुप्त आदिं 
समदर्शी एवं मध्यस्थ सत्पुरुष मिलकर देहधारियोंके 
शुभ और अशुभ फलका विचार करते हैं। इस लोकमें 
जो शुभ कर्म करनेवाले, कोमलहदय तथा दयालु पुरुष 
हैं, चे सौम्य मार्गसे यमलोकमें जाते हैं। नाना प्रकारके 
दान और व्रतेमें सेलम्र रहनेबाले खी-पुरुषोसे सूर्यनन्दन 
यमकी नगरी भरी है | माघरत्रान करनेबाले लोग वहाँ 
विझेषरूपसे शोभित होते हैं। धर्मराज उनका अधिक 

सम्मान करते हैं। वहाँ उनके लिये सब प्रकारकी 
भोगसामग्री सुलभ होती है । माघख्ानमें मन लगानेवारे 


लोगोंके सैकड़ों, हजारों विचित्र-विचित्र विमान वहाँ 
ओभा पाते हैं। इन पुण्यात्मा जीवॉको विमानपर बैठकर 
आते देख सूर्यनन्दन यम आपने आसनसे उठकर खड़े हो 
जाते हैं और अपने पार्षदोके साथ जाकर उन सबकी 
अगवानी करते हैं। फिर स्वागतपूर्वक आसने दे, 
पाद्य-अर्घ्य आदि निवेदन कर प्रिय वचनोंमें कहते है 
“आपलोग अपने आत्माका कल्याण करनेवाले महात्मा 
हैं, अतएव धन्य हैं; क्योंकि आपने दिव्य सुखकी प्राप्तिके 
लिये पुण्यका उपार्जन किया है। अतः आप इस 
विमानपर बैठकर स्वर्गको जाइये। स्वर्गलोककी कहाँ 
तुलना नहीं है, बह सब प्रकारके दिव्य भोगोंसे परिपूर्ण 
है।' इस प्रकार उनकी अनुमति ले पुण्यात्मा पुरुष 
स्वर्गलोकमें जाते हैं। 

माताओ ! तथा बन्धुजन ] अब हम वहाँके पापी 
जीबोके कष्टका वर्णन करती हैं, आप सब लोग धैर्य 
धारण करके सुनें। जो क्रूरतापूर्ण कर्म करनेवाले और 
दान न देनेबाले पापी जीन हैं, ठे वहाँ यमराजके घरमें 
अत्यन्त भयंकर दक्षिणमार्गसे जाते हैं। यमराजका नगर 
अनेक रूपॉमें स्थित है, उसका विस्तार चारों ओरसे 
छियासी हजार योजन समझना चाहिये। पुण्यकर्म 
करनेवाले पुरुषोंको वह बहुत निकट-सा जान पड़ता है, 
किन्तु भयंकर मार्गसे जानेवाले पापी जीवॉके लिये वह 
अत्यन्त दूर है। वह मार्ग कहीं तो तीखे कॉटॉसे भरा 
होता है और कहीं रेत एबं केकड़ोंसे । कहीं पत्थरोंके ऐसे 
टुकड़े बिछे होते हैं, जिनका किनारा छुरोंकी धारके समान 


८९६ 


तीखा होता है । कहीँ बहुत दूरतक कीचड़-ही-कीचड़ 
भरी रहती है। कहीं घातक अङ्कुर उगे होते हैं और 
कहीं-कहीं लोहेकी सुईके समान नुकीले कुशोंसे सारा 
“मार्ग ढका होता है। इतना ही नहीं, कहीं-कहीं बीच 
रास्तेमें वृक्षोंसे भरे हुए पर्वत होते हैं, जो किनारेपर भारी 
जरू-प्रपातके कारण अत्यन्त दुर्गम जान पड़ते हैं । कहीं 
शास्तेपर दहकते हुए अंगारे निछे रहते हैं। ऐसे मार्गसे 
पापी जीवॉंको दुःखित होकर जाना पड़ता है। कहीं 
ऊँचे-नीचे गड्ढे, कहीं फिसला देनेवाले चिकने ढेरे, 
कहीँ खून तपी हुई बाळू और कहीं तीखी कीलॉसे वह 
मार्ग व्याप्त रहता है । कहीं-कहीं अनेक शाखाओंमें फैले 
हुए सैकड़ों वन और दुःखदायी अन्धकार हैं, जहाँ कोई 
सहारा देनेवाला भी नहीं रहता । कहीं तपे हुए लोहेके 
काँटैदार वृक्ष, कहीं दावानल, कहीं तपी हुई शिला और 
कहीं हिमसे नह मार्ग आच्छादित रहता है । कहीं ऐसी 
बालू भरी रहती है, जिसमें चलनेवाल्त्र जीव कण्ठतक 
चैंस जाता है और बालू कानके पासतक आ जाती है। 
कहीं गरम जल और कहीं कैडॉकी आगसे यमलोकका 
भार्ग व्याप्त रहता है । कहीं धूल मिली हुई प्रचण्ड वायुका 
बवंडर उठता है और कहीं बड़े-बड़े पत्थरोंकी वर्षा होती 
है। उन सबकी पीड़ा सहते हुए पापी जीव यमलोकमें 
जाते हैं। रेतकी भारी वृष्टिसे सारा अङ्ग भर जानेके 
कारण पापी जीव रोते हैं। महान्‌ मेघोंकी भयङ्कर 
गर्जनासे वे बारम्बार थर्रा उठते हैं । कहाँ तीखे अस्त्र- 
झास्रोंकी वर्षा होती है, जिससे उनके सारे शरीरमें घाव 
हो जाते हैं। तत्पश्चात्‌ उनके ऊपर नमक मिले हुए 
पानीकी मोटी धारा बरसायी जाती हैं। इस प्रकार कष्ट 
सहन करते हुए उन्हें जाना पड़ता है । कहीं अत्यन्त ठंडी, 
कहीँ रूखी और कहीं कठोर वायुका सन ओरसे आधात 
सहते हुए पापी जीव सूखते और रोते हैं। इस प्रकार वह 
मार्ग बड़ा ही भयङ्कर है । वहाँ राहखर्च नहीं मिलता । 
कोई सहारा देनेवाला नहीं रहता वह सब ओरसे दुर्गम 
और निर्जन है । वहाँ और कोई मार्ग आकर नहीं मिला 
है। वह नहुत बड़ा और आश्रयरहित है। वहाँ 
अन्धकार-ही-अन्धकार भरा रहता है । वह महान्‌ कष्टप्रद 


* अर्चयस्व हृषीकेशं यदीच्छसि पर॑ पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


और सब प्रकारके दुःखोंका आश्रय है । ऐसे ही मार्गसे 
यमकी आज्ञाका पालन करनेवाले अत्यन्त भयङ्कर 
'यमदूतोंद्वार समस्त पाप-परायण मूढ़ जीव बलपूर्वक 
राये जाते हैं। 

वे एकाकी, पराधीन तथा मित्र और बन्धु- 
बान्धवोंसे रहित होते हैं। अपने कर्मोके लिये बारम्बार 
शोक करते और रोते हैं । उनका आकार प्रेत-जैसा होता 
है। उनके झारीरपर वस्त्र नहीं रहता । कण्ठ, ओठ और 
तालू सूखे होते हैं । ने शरीरसे दुर्बल और भयभीत होते 
हैं तथा क्षुधाकी आगसे जळते रहते हैं। बलोन्मस 
यमदूत किम्हीं-किन्हीं पापी मनुष्योंको चिते सुलाकर 
उनके पैरोंमें साँकल बाँध देते हैं और उन्हें घसीटते हुए 
खींचते हैं । कितने ही दूसरे जीव ललारमें अङ्कुश चुभाये 
जानेके कारण क्लेश भोगते हैं। कितनोंकी नहिं पीठकी 
ओर घुमाकर बाँध दी जाती और उनके हाथोमें कील 
ठोंक दी जाती है; साथ ही पैरोंमें बेड़ी भी पड़ी होती है। 
इस दझामें भूखका कष्ट सहन करते हुए उन्हें जाना 
पड़ता है। कुछ दूसरे जीवॉके गलेमें रस्सी बाँधकर उन्हें 
पशुओंकी भाँति घसीटा जाता है और बे अत्यन्त दुःख 
उठाते रहते हैं। कितने ही दुष्ट मनुष्योंकी जिह्वामें रस्सी 
बाँधकर उन्हें खींचा जाता है । किन्हींकी कमरमें भी रस्सी 
बाँधी जाती और उन्हें गरदनियाँ देकर इधर-उधर ढकेला 
जाता है । यमदूत किन्हींकी नाक बाँधकर खींचते हैं और 
किन्हीके गाल तथा ओठ छेदकर उनमें रस्सी डाल देते 
और उन्हें खींचकर ले जाते हैं । तपे हुए सींकचोंसे कितने 
ही पापियोके पेट छिदे होते हैं । कुछ लोगोंके कानों और 
ठोढ़ियॉमें छेद करके उनमें रस्सी डालकर खींचा जाता 
है। किन्हींके पैरों और हाथोंके अग्रभाग काट लिये जाते 
हैं। किन्हीके कण्ठ, ओठ और तालुऑमें छेद कर दिया 
जाता हे | किन्हीं-किन्हीके आण्डकोश कट जाते हैं और 
कुछ लोगोंके समस्त आङ्गोंकी सन्धियाँ काट दी जाती हैं। 
किन्हींको भालोंसे छेदा जाता है, कुछ बाणोंसे घायल 
किये जाते हैं और कुछ त्तरेगोंको मुद्रों तथा लोहेके 
डंडॉसे बारम्बार पीटा जाता है और वे नियश्रय होकर 
चीखते-चिल्लाते हुए इधर-उधर भागा करते हैं। 


उत्तरखण्ड ] 


+ यमस्त्रेकसे ल्प्रेटी हुई कन्याओकि हारा 'बहाँकी अनुभूत बातोंका वर्णन ० 


८९७ 


3३०४०8#५820*०५४*५.५४५५४#9# 922५५ $+ 8 *%£ ४४ ४४७५५ *%* *५»४४*### ४ #5* ४9 $:+ # ## ४४४9 $ * ५ * 88 ४ » ४ # ४» / 5 #5 2:४2 *90## 06 8, 


प्रज्वलित अभिके समान कान्तिवाले भाँति-भाँतिके 
भयङ्कर आरों और भिन्दिपालॉसे उन्हें विदीर्ण किया जाता 
है और वे पापी जीव पीन तथा रक्त बहाते हुए घावसे 
पीड़ित होते और कीड़ोंसे डँसे जाते है । इस प्रकार उन्हें 
विवश करके यमलोकमें ले जाया जाता है | वे भूख- 
प्याससे पीड़ित होकर अन्न और जल माँगते हैं, घूपसे 
बचनेको छायाके लिये प्रार्थना करते हैं और शीतसे 
व्यथित होकर तापनेके लिये अझि माँगते हैं। जिन्होंने 
उक्त खस्तुओंका दान नहीं किया होता, वे उस पाथेयरहित 
पथपर इसी प्रकार कष्ट सहते हुए यात्रा करते हैं। इस 
प्रकार अत्यन्त दुःखमय मार्गसे चलकर जब वे प्रेत- 
लोकमें पहुँचते हैं, तब दूत उन्हें यमराजके आगे 
उपस्थित करते हैं। उस समय वे पापी जीव यमराजको 
भयानक रूपमें देखते हैं। वहाँ असंख्यों भयानक 
थमदूत, जो काजलके समान काले, महान्‌ वीर और 
अत्यन्त क्रूर होते हैं, हाथोंमें सब प्रकारके अख-इख्न 
लिये मौजूद रहते हैं। ऐसे ही परिवारके साथ बैठे हुए 
यमराज तथा चित्रगुप्तको पापी जीव अत्यन्त भयङ्कर 
रूपमें देखते हैं। 
उस समय भगवान्‌ यमराज और चित्रगुप्त उन 
पापियोंको धर्मयुक्त वाक्यॉसे समझाते हुए बड़े 
जोर-जोरसे फटकारते हैं। वे कहते हैं--ओ खोटे कर्म 
करनेयाले पापियो ! तुमने दूसरोंके धन हड़प लिये हैं 
और सुन्दर रूपके घमंडमें आकर परायी ख्रियोके साथ 
व्यभिचार किया है। मनुष्य अपने-आप जो कुछ कर्म 
करता है, उसे स्यं ही भोगता है; फिर तुमने अपने ही 
भोगनेके लिये पापकर्म बयों किया ? और अब अपने 
कर्मॉंकी आगमें जलकर इस समय तुमलोग संतप्त क्यों 
हो रहे हो? भोगो अपने उन कमोंको। इसमें दूसरे 
किसीका दोष नहीं है। ये राजालोग भी अपने भयंकर 
करमॉसे प्रेरित हो मेरै पास आये हैं; इन्हें अपनी खोटी 
बुद्धि और जलूका बड़ा घमंड था। अरे, ओ दुराचारी 
राजाओ ! तुमलोग प्रजाका सर्वनाश करनेवाले हो। 
अरे, थोड़े समयतक रहनेवारे राज्यके लिये तुमने 
पाप क्यों किया? राज्यके त््रेभमें पड़कर मोहवश 


बलपूर्वक अन्यायसे जो तुमने प्रजाजनोंको दण्ड दिया 
है, इस समय उसका फल भोगो । कहाँ है वह राज्य 
और कहाँ गयी वह रानी, जिसके लिये तुमने पापकर्म 
किया था? अब तो सबको छोड़कर तुम अकेले ही 
यहाँ खड़े हो। यहाँ वह बळ नहीं दिखायी देता, जिससे 
तुमने प्रजाओँका विध्वंस किया । इस समय यमदूतोंकी 
मार पड्नेपर कैसा लग रहा है ?' इस तरह नाना 
अकारके वचनोंद्वार यमराजके उलाहना देनेपर वे 
राजा अपने-अपने कमको सोचते हुए चुपचाप खड़े रह 
जाते हैं। 

इस प्रकार राजाओंसे घर्मकी बात कहकर धर्मराज 
उनके पापपङ्ककी शुद्धिके लिये अपने दूतोंसे इस प्रकार 
कहते है--'ओ चण्ड! ओ महाचण्ड !! तुम इन 
राजाओंको पकड़कर ले जाओ और क्रमशः नरककी 
आगमें डालकर इन्हें पापॉसे शुद्ध करो।' तब बे दूत 
शीघ्र ही उठकर राजाओके पैर पकड़ लेते हैं और उन्हें 
बड़े वेगसे आकारमें घुमाकर ऊपर फेंकते हैं । तत्पश्चात्‌ 
उन्हें पूण जल लगाकर तपायी हुई शिलापर बड़े वेगसे 
पटकते हैं, मानो किसी महान्‌ वृक्षपर वञ्रसे प्रहार करते 
हों । शिलापर गिरनेसे उनका शरीर चूर-चूर हो जाता है, 
रक्तके स्नोत बहने लगते हैं और जीव अचेत एवे निश्चेष्ट 
हो जाता है। तदगन्तर वायुका स्पर्श होनेपर वह 
घरि-धरि फिर साँस लेने लगता है। उसके बाद पापकी 
शुद्धिके लिये उसे नरकके समुट्रमे डाल दिया जाता है। 
इस पृथ्वीके नीचे नरककी अट्डाईस कोटियाँ हैं। वे 
सातवें तलके अन्तमें भयङ्कर अन्धकारके भीतर स्थित 
हैं। उनमें पहली कोटिका नाम घोरा है। उसके न॑ ` 
सुघोराकी स्थिति है । तीसरी अतिघोरा, चौथी महाघोरा 
और पाँचवीं कोटि घोररूपा है । छठीका नाम तरलतारा, 
सातवींका भयानका, आठयींका कालरात्रि और नवींका 
भयोत्कटा है । उसके नीचे दसवीं कोटि चण्डा है । उसके 
भी नीचे महाचण्डा है । बारहबींका नाम चण्डकोलाहला 
है। उसके बाद प्रचण्डा, नरनायिका, कराला, निकर 
और बजा है! [तीन अन्य नरकोकि साथ] खाकी 
बीसवीं संख्या है। इनके सिवा त्रिकोणा, पञ्चकोणा, 


८९८ 


* अर्चयस्व हवीकेस यदीच्छसि पर॑ पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


४७४४४३४७४० 253 »५४##%५५» ४४ 88 +3**3*+3&#ै«४4 56 &**&»»&*#*»&»»5४:४४०७४&»७»४»»#+०/०४+४४#+#####%%. 


सुदीर्घा, परिवर्तुला, सप्तभौमा, अष्टभौमा, दीपा और 
माया--ये आठ और हैं। इस प्रकार नरककी कुल 
अट्ठाईस कोटियाँ बतायी गयी हैं। 
उपर्युक्त कोटियोमेंसे प्रत्येकके पाँच-पाँच नायक 
हैं। उनके नाम सुनो । उनमें पहला रौरव है, जहाँ देहधारी 
जीव रोते हैं। दूसरा महारौरव है, जिसकी पीडाओसे 
बड़े-बड़े जीव भी रो देते हैं। तीसरा तम, चौथा शीत 
और पाँचवाँ उष्ण है । ये प्रथम कोटिके पाँच नायक माने 
गये हैं। इनके सिवा सुघोर, सुतम, तीक्ष्ण, पद्म, 
सझीवन, शठ, महामाय, अतिलोम, सुभीम, कटङ्कट, 
तीब्रवेग, कराल, विकराल, प्रकम्पन, महापडा, सुचक्र, 
कालसूत्र, प्रतर्दन, सूचीमुख, सुनेमि, खादक, सुप्रदीपक, 
कुम्भीपाक, सुपाक, अतिदारुणकूप, अङ्गारराशि, भवन, 
अस्‌कृपूयहृद, विरामय, तुण्डशकुनि, महासंवर्तक, क्रतु, 
तप्तजतु, पङ्कलेप, पूतिमांस, द्रव, त्रपु, उच्छ्वास, 
निरुच्छू्रास, सुदीर्घ, कूटशाल्मलि, दुरिष्ट, सुमहानाद, 
प्रभाव, सुप्रभावन, ऋक्ष, मेष, वृष, शल्य, सिंहानन, 
व्याघ्रानन, मृगानन, सूकरानन, श्वानन, महिषानन, 
'वृकानन, मेषवरानन, आह, कुम्भीर, नक्र, सर्प, कूर्म, 
वायस, गृध, उलूक, जलूका, शार्दूल, कपि, कर्कट, 
गण्ड, पूतिवन्त्र, रक्ताक्ष, पूतिमृत्तिक, कणाधूम, तुषामि, 
कृमिनिचय, अमेय, अप्रतिष्ठ, रुधिरात्र, श्वभोजन, 
'लालाभक्ष, आत्मभक्ष, सर्वभक्ष, सुदारुण, सङ्कष्ट, 
सुबिलास, सुकट, संकट, कट, पुरीष, कटाह, 
कष्टदायिनी वैतरणी नदी, सुतत्त लोहरुङ्क, अयःराङकु, 
अपूरण, घोर, असितालवन, अमस्थिभङ्ग, प्रपीडुक, 
नीलयन्त्र, आतसीयन्त्र, इक्षुयन्त्र, कूट, अंशप्रमर्दन, 
महाचूर्णी, सुचूर्णी, तप्तलोहमयी शिला, क्षुरधाराभपर्वत, 
मळपर्यत, मूत्रकूप, विष्ठाकूप, अन्धकूप, पूयकूप, 
ज्ञातन, मुसलोलूखल, यन्त्रशिला, शकटलाङ्गल, 
साळपत्रासिकन, महामशकमण्डप, सम्मोहन, अतिभङ्ग, 
तप्तशूल, अयोगुड, बहुदुःख, महादुःख, कश्मल, 
जमल, हालाहल, निरूप, मीमरूप, भीषण, एकपाद, 
द्विपाद, तीत्र तथा अवीचि। यह अवीचि अन्तिम नरक 
है। डस. प्रकार ये क्रमशः यॉँच-पाँचके अट्टाईस समुदाय 


माने गये हैं। एक-एक समुदाय एक-एक कोटिका 
नायक है। 

रौरवसे लेकर अवीचितक कुल एक सौ चालीस 
नरक माने गये हैं। इन सबमें पापी मनुष्य अपने-अपने 
कमेकि अनुसार डाले जाते हैं और जनतक भाँति- 
भाँतिकी यातनाओंद्वारा उनके कर्मोका भोग समाप्त नहीं 
हो जाता, तबतक वे उसीमें पड़े रहते हैं। जैसे सुवर्ण 
आदि धातु जबतक उनकी मैल न जल जाय तबतक 
आगमें तपाये जाते हैं, उसी प्रकार पापी पुरुष पापक्षय 
होनेतक नरकोंकी आगमें शुद्ध किये जाते हैं। इस प्रकार 
फ्रेश सहकर जन ये प्रायः शुद्ध हो जाते हैं, तब शेष 
कर्मेकि अनुसार पुनः इस पृथ्वीपर आकर जन्म अहण 
करते हें। तृण और झाडी आदिके भेदसे नाना प्रकारके 
स्थावर होकर वहाँके दुःख भोगनेके पश्चात्‌ पापी जीन 
कीड़ोंकी योनिमें जन्म लेते हैं। फिर कीटयोनिसे 
निकलकर क्रमशः पक्षी होते हैं। पक्षीरूपसे कष्ट 
भोगकर मृगयोनिमें उत्पन्न होते हैं । वहाँके दुःख भोगकर 
अन्य पशुयोनिमें जन्म लेते हैं। फिर क्रमशः गोयोनिमें 
आकर मरनेके पश्चात्‌ मनुष्य होते हैं। 

माताओ ! हमने यमलोकमें इतना ही देखा है। 
वहाँ पापीको बड़ी भयानक यातनाएँ, होती हैं। वहाँ 
ऐसे-ऐसे नरक हैं, जो न कभी देखे गये थे और न कभी 
सुने ही गये थे । वह सब हमलोग न तो जान सकती हैं 
और न देख ही सकती हैं। 

माताएँ खोर्ठी--नस, बस, इतना ही बहुत 
हुआ। अब रहने दो। इन नरक-यातनाओंको सुनकर 
हमारे सारे अङ्ग शिथिल हो गये हैं। हृदयमें भय छा 
गया है। बारम्बार उनकी याद आ जानेसे हमारा मन 
सुध-बुघ खो बैठता है। आन्तरिक भयके उद्रेकसे 
हमलोगोंके शरीरमें रोमाञ्च हो आया है। 

कन्याओंने कहा--माताओ ! इस परम पवित्र 
भारतवर्षमें जो हमें जन्म मिला है, यह अत्यन्त दुर्लभ 
है। इसमें भी हजार-इजार जन्म लेनेके बाद पुण्यराशिके 
सञ्जयसे कदाचित्‌ कभी जीव मनुष्ययोनिमें जन्म पाता है; 
परन्तु जो माघस्नानमें तत्पर रहनेवाले हैं, उनके लिये कुछ 


44492७७५३३ 9स्‍स्‍५ ४७७७७७७ १५५५4 2४:53» &*&&+ 95%» 4» ४:6४: #52& ४5 # 05 8 86 #/“# 2.22 0 #.2/ 6 “65 


भी दुर्लभ नहीं है! उन्हें यहाँ हो परम मोक्ष मिल जाता 
है और पर्याप्त भोगसामग्री भी सुलभ होती है। 
भारतवर्षको कर्मभूमि कहा गया है। अन्य जितनी 
भूमियाँ हैं, ठे भोगभूमि मानी जाती हैं। यहाँ यति तपस्या 
और याजक यश करते हैं तथा यहीं पारलौकिक सुखके 
लिये श्रद्धापूर्वक दान दिये जाते हैं। कितने ही धन्य पुरुष 
यहीं माघरत्रान करते तथां तपस्या करके अपने कर्मेकि 
अनुसार ब्रह्मा, इन्द्र, देवता और मरुद्रणोंका पद प्राप्त 
करते हैं। यह भारतवर्ष सभी देशोसे श्रेष्ठ माना गया है; 
क्योंकि यहीं मनुष्य धर्म तथा स्वर्ग और मोक्षकी सिद्धि 
कर सकते हैं। इस पवित्र भारतदेशमें क्षणभङ्गुर मानव- 
जीवनको पाकर जो अपने आत्माका कल्याण नहीं 
करता, उसने अपने-आपको ठग लिया। मनुष्योमें भी 
अत्यन्त दुर्लभ ब्राह्मणत्वको पाकर जो अपना कल्याण 
नहीं करता, उससे बढ़कर मूर्ख कौन होगा। कितने ही 
कालके बाद जीन अत्यन्त दुर्लभ मानवजीवन प्राप्त 
करता है; इसे पाकर ऐसा करना चाहिये, जिससे कभी 
नरकमें न जाना पड़े। देवतालोग भी यह अभिलाषा 
करते हैं कि हमलोग कब भारतवर्षमें जन्म लेकर 
माघ मासमें प्रातःकाल किसी नदी या सरोवरके जलमें 
गोते लगायेंगे । देवता यह गीत गाते हैं कि जो लोग 
देवत्बके पश्चात्‌ स्वर्ग और मोक्षकी आसिके मार्गभूत 
भारतवर्षके भूभागमें मनुष्य-जन्म धारण करते हैं, थे 
धन्य हैं। हम नहीं जानते कि स्वर्गकी प्राप्ति करानेवाले 
अपने पुण्यकर्मके क्षीण होनेपर किस देशमें हमें पुनः देह 
धारण करना पड़ेगा। जो भारतवर्षमें जन्म लेकर सब 
इन्द्रियोंसे युक्त हैं--किसी भी इच्द्रियसे हीन नहीं हैं, वे 
ही मनुष्य धन्य हैं; अतः माताओ | तुम भय मत करो, 
भय मत करो। आदरपूर्वक धर्मका अनुष्ठान करो। 
जिनके पास दानरूपी राहखर्च होता है, वे यमलोकके 
मार्गपर सुखसे जाते हैं; अन्यथा उस पाथेयरहित पथपर 
जीवको छेद भोगना पड़ता है। ऐसा जानकर मनुष्य 
पुण्य करे और पाप छोड़ दे ! पुण्यसे देवत्वकी प्राप्ति होती 
है और अधर्मसे नरकमें गिरना पड़ता है । जो किञ्चित्‌ भी 
देवेश्वर भगवान्‌ श्रीहरिकी झरणमें गये हैं, वे भयङ्कर 


* यमलोकसे लौटी हुई कन्याओँके द्वारा यहाँकी अनुभूत बातोंका वर्णन » 


८९८ 


७७७७७७ कककककके केट ककत टीने पती 


'यमलोकका दर्शन नहीं करते । 

बान्धवो ! यदि तुमलोग संसार-बन्थनसे छुटकारा 
पाना चाहते हो तो सच्चिदानन्दस्वरूप परमदेव 
औनारायणकी आराधना करो। यह चराचर जगत 
आपलोगोंकी भावना--संकल्पसे ही निर्मित है, इसे 
बिजलीकी तरह चञ्चल--क्षणभङ्नुर समझकर 
श्रीजनार्दनका पूजन करो । अहंकार विद्युत्की रेखाके 
समान व्यर्थ है, इसे कभी पास न आने दो । शारीर मृत्युसे 
जुड़ा हुआ है, जीवन भी चञ्चल है, धन राजा आदिसे 
ग्राप्त होनेवाली बाधाओंसे परिपूर्ण है तथा सम्पत्तियाँ 
क्षणभङ्गुर हैं। माताओ ! क्या तुम नहीं जानती, आधी 
आयु तो नींदमें चली जाती है? कुछ आयु भोजन 
आदिमें समाप्त हो जाती है। कुछ बालकपनमें, कुछ 
बुढ़ापेमें और कुछ विषय-भोगोके सेवनमें ही बीत जाती 
है; फिर कितनी आयु लेकर तुम धर्म करोगी । बचपन 
और नुढ़ापेमें तो भगवानके पूजनका अवसर नहीं प्राप्त 
होता; आतः इसी अनस्थामें अहङ्कारशून्य होकर घर्म 
करो। संसाररूपी भयङ्कर गट्गेमें गिरकर नष्ट न हो 
जाओ। यह शरीर मृत्युका घर है तथा आपत्तियोंका 
सर्वश्रेष्ठ स्थान है; इतना ही नहीं, यह रोगोंका भी 
निवासस्थान है और मल आदिसे भी अत्यन्त दूषित 
रहता है। माताओ ! फिर किसलिये इसे स्थिर समझकर 
तुम पाप करती हो! यह संसार निःसार है और नाना 
अकारके दुःखोंसे भरा है। इसपर विश्वास नहीँ करना 
चाहिये; क्योकि एक दिन तुम्हारा निश्चय ही नाश 
होनेवाला है। बान्धनो ! तुम सब लोग सुनो! हम 
बिलकुल सच्ची बात बता रही हैं। शरीरका नाश 
बिलकुल निकट है; अतः श्रीजनार्दनका पूजन अवश्य 
करना चाहिये। सदा ही श्रीविष्णुकी आराधना करते 
रहो । यह मानव-जीवन अत्यन्त दुर्लभ है । नन्धुओ ! 
स्थावर आदि योनियोंमें अरनों-खरओों बार भटकनेके 
खाद किसी तरह मनुष्यका शरीर प्राप्त होता है। मनुष्य 
होनेपर भी देवताऑके पूजन और दानमें मन लगना तो 
और भी कठिन है। माताओ ! योगनुद्धि सबसे दुर्लभ 
है! जो दुर्लभ मनुष्य-रारीरको पाकर सदा ही श्रीहरिका 


र 


[ संक्षिप्त फ्यपुराण 


* अर्चयस्व इषीकेश यदीच्छसि परे पदम्‌ + 


९०० 


पूजन नहीं करता, यह आप ही अपना विनाश करता है। क्या लेना है? इसलिये तुमलोग भय छोड़कर 
उससे बढ़कर मूर्ख कौन होगा? तुमलोग दम्भका श्रीकेशनकी आराधना करो! शालआमशिलाका निर्मल 
आचरण छोड़कर चक्रसुदर्शनधारी भगवान्‌ विष्णुकी एवं शुद्ध चरणामृत पीओ तथा भगवान्‌ विष्णुके दिन-- 


पूजा करो। हमलोग बारम्बार भुजाएँ उठाकर तुम्हारे 
हितकी बात कहती हैं। सर्वथा भक्तिपूर्वक भगवान्‌ 
बिष्णुका पूजन करना चाहिये और मनुष्योके साथ 
ईर्ष्याका भाव छोड़ देना चाहिये । सनके धारण करनेवाले 
जगदीश्वर भगवान्‌ अच्युतकी आराधना किये निना 
संसार-सागरमें डूबे हुए तुम सब लोग कैस पार 
जाओगे? माताओ! अधिक कहनेकी क्या 
आवश्यकता ? हमारी यह बात सुनो--जो प्रतिदिन 
तन्मय होकर भगवान्‌ गोविन्दके गुणोंका गान तथा 
नामोंका सङ्कीर्तन सुनते है, उन्हें बेदोंसे, तपस्यासे, 
शास्त्रोक्त दक्षिणावाले यज्ञॉसे, पुत्र और स्त्रियोसे, 
संसारके कृत्यॉसे तथा घर, खेत और बन्धु-बान्धवोंसे 


एकादशीको उपवास किया करो । 

जन सूर्य मकर-रारिपर स्थित हों, उस समय 
प्रतिदिन प्रातःकाल स्त्रान करो; साथ ही पतिकी सेवामें 
लगी रहो। नरकका भय तो तुम्हें दूरसे ही छोड़ देना 
चाहिये; क्योंकि सब पापोंका नाश करनेवाली परम पवित्र 
एकादशी तिथि प्रत्येक पक्षमें आती है। फिर तुम्हें 
नरकसे भय क्यों हो रहा है ? घरसे बाहरके जलमें स्नान 
करनेसे पुण्य प्रदान करनेवाला माघ मास भी प्रतिवर्ष 
आया करता है। फिर तुम्हें नरकसे भय क्यों होता है । 

खसिष्ठजी कहते हैं--राजन्‌ ! वे कन्याएँ, अपनी 
माताऑसे इस प्रकार कहकर पुनः माघस्त्रान, उपवास 
आदि ब्रत, धर्म तथा दान करने लगीं । 


a र सच 


महात्मा पुष्करके द्वारा नरकमें पड़े हुए जीवोंका उद्धार 


बसिष्ठजी कहते है--राजन्‌ ! माघस्रान और 
उपवास आदि महान्‌ पुण्य करनेवाले मनुष्य इसी प्रकार 
दिव्य ल्लेकोमें जाते-आते रहते हैं। पुण्य ही सर्वत्र 
आने-जानेमें कारण है। पूर्वकालमें विप्रवर पुष्कर भी 
यमलोकमें गये थे और वहाँ बहुत-से नारकीय जीवॉको 
नरकसे निकालकर फिर यहीं आ पूर्ववत्‌ अपने घरमें 
रहने लगे । त्रेतायुगमें जब भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी राज्य 
करते थे, तभी एक समय किसी ज्राह्मणका पुत्र मरकर 
'यमलोकमें गया और पुनः वह जी उठा । क्या यह नात 
तुमने नहीं सुनी है ? देवकीनन्दन श्रीकृष्णने आपने गुरु 
सान्दीपनिके पुत्रको, जिसे बहुत दिन पहले ही ्ाहने 
अपना आस बना लिया था, पुनः यमलोकसे ले आकर 
गुरुको अर्पण किया था । इसी प्रकार और भी कई मनुष्य 
यमलोकसे लौट आये हैं। इस विषयमें सन्देह नहीं 
करना चाहिये। अच्छा बताओ, अब और क्या सुनना 
चाहते हो ? 
दिलीपने पूछा--मुने ! पुष्कर नामक श्रेष्ठ 


ब्राह्मण कहाँके रहनेवाले थे ? वे कैसे यमलोकमें आये 
और किस प्रकार उन्होंने नरकसे पापियोका उद्धार 
किया? 

वस्िष्ठजी बोले--राजन्‌ ! मैं महात्मा पुष्करके 
चरित्रका वर्णन करता हूँ। वह सब पापॉका नाश 
करनेवाला है । तुम सावधान होकर सुनो । बुद्धिमान्‌ 
पुष्कर नन्दिआमके निवासी थे। वे सदा अपने धर्मके 
अनुष्ठानमें लगे रहनेवाले और सब प्राणियोंके हितैषी 
थे। सदा माघस््नान और स्वाध्यायमें तत्पर रहते तथा 
समयपर अनन्य भानसे शरीविष्णुकी आराधना किया 
करते थे! महायोगी पुष्कर अपने कुटुम्बके साथ रहते 
और नित्य अमिहोत्र करते थे । राजन्‌, वे अप्रमेय ! हरे ! 
विष्णो ! कृष्ण ! दामोदार ! अच्युत ! गोविन्द ! 
अनन्त ! देवेश्वर ! इत्यादि रूपसे केवल भगवन्नामोंका 
कीर्तन करते थे। महामते ! देवताका आराधन छोड़कर 
और किसी काममें उन ब्राह्मण देवताका मन स्वप्रमें भी 
नहीँ लगता था। एक दिन सूर्यनन्दन यमराजने अपने 


उत्तरखण्ड ] 


भयङ्कर दूतोंको आज्ञा दी--'जाओ, नन्दियाम-निवासी 
पुष्कर नामक ब्राह्मणको यहाँ पकड़ रू आओ।' यह 
आदेश सुनकर और थमराजके बताये हुए पुष्करको न 
पहचानकर चे इन महात्मा पुष्करको ही यमलोकमें पकड़ 
लाये । ब्राह्मण पुष्करको आते देख यमराज मन-ही-मन 
भयभीत हो गये और आसनसे उठकर खड़े हो गये। 
फिर मुनिको आसनपर निठाकर उन्होंने दूतोंको 
'फटकारा--'तुमलोगोंने यह क्या किया ? मैने तो दूसरे 
पुष्करको लानेके लिये कहा था। तुमलोगॉके कितने 
पापपूर्ण विचार हैं। भला, इन सब धर्मके ज्ञाता, 
विशेषतः भगवान्‌ विष्णुके भक्त, सदा माघस्रान 
करनेवाले और उपवास-परायण महात्मा पुरुषको यहाँ 
मेरे समीप क्यों ले आये ?' 
दूतोंको इस प्रकार डाँट बताकर प्रेतराज यमने 
पुष्करसे कहा--'नह्यन्‌ ! तुम्हारे पुत्र और स्त्री आदि 
सब बान्धव बहुत व्याकुल होकर रो रहे हैं; अतः तुम 
भी अभी जाओ।' तब पुष्करने यमसे कहा-- 
“भगवन्‌ ! जहाँ पापी पुरुष यातनामय शरीर घारण करके 
कष्ट भोगते हैं, उन सब नरकोंको मैं देखना चाहता हूँ। 
यह सुनकर सूर्यकुमार यमने पुष्करको सैकड़ों और 
हजारों नरक दिखलाये। पुष्करने देखा, पापी जीव 
नरकोमें पड़कर बड़ा कष्ट भोगते हैं। कोई शूलीपर चढ़े 
हैं, किन्हींको व्याघ्र खा रहा है, जिससे ने अत्यल दुःखित 
हैं। कोई तपी हुई बालूपर जल रहे हैं। किन्हींको कीड़े 
खा रहे हैं। कोई जलते हुए घडेमें डाल दिये गये हैं। 
कोई कीड़ॉसे पीडित हैं। कोई असिपत्रवनमें दौड़ रहे हैं, 
जिससे उनके अङ्ग छिन्न-भिन्न हो रहे हैं। किन्हीँको 
आरोसे चीरा जा रहा है। कोई कुल्हाड़ोंसे काटे जाते हैं। 
किन्हींको खारी कीचड़में कष्ट भोगना पड़ता है। 
किन्हींको सूई चुभो-चुभोकर गिराया जाता है और कोई 
सर्दीसे पीड़ित हो रहे हैं। उनको तथा अन्य जीवॉको 
नरकमें पड़कर यातना भोगते देख पुष्करको बड़ा दुःख 
हुआ। वे उनसे बोले--'क्या आफलोगेनि पूर्वजन्ममें 
कोई पुण्य नहीं किया था, जिससे यहाँ यातनामें पड़कर 
आप सदा दुःख भोगते हैं ?' 


« महात्मा पुष्करके द्वारा नरकमें पड़े हुए जीवॉका उद्धार « 


नरकके जीवॉने कहा--विप्रवर ! हमने 
पृथ्वीपर कोई पुण्य नहीं किया था। ड्सीसे इस यातनामें 
पड़कर जलते और बहुत कष्ट उठाते हैं। हमने परायी 
स्त्रियोसे अनुराग किया, दूसरोंके धन चुराये, अन्य 
जीवोंकी हिंसा की, बिना अपराध ही दूसरोंपर लाञ्छन 
लगाये, ब्राह्मणोंकी निन्दा की और जिनके भरण- 
पोषणका भार अपने ऊपर था, उनके भोजन किये बिना 
ही हम सबसे पहले भोजन कर लेते थे। इन्हीं सब 
पाषेके कारण हमलोग इस नरकामिमें दग्ध हो रहे हैं। 
प्यासी गौएँ जब जलकी ओर दौड़ती हुई जातीं, तो हम 
सदा उनके पानी पीनेमें वित्र डाल दिया करते थे। 
गौओको कभी खिलाते-पिलाते नहीं थे, तो भी उनका 
दूध दुहकर पेट पालनेमें लगे रहते थे। याचकोंको दान 
देनेमें लगे हुए धार्मिक पुरुषेकि कार्यमें रोडे अटकाया 
करते थे। अपनी ख्रियोंको त्याग दिया था। त्रतसे भ्रष्ट 
हो गये थे। दूसरेके अन्नमें ही सदा रुचि रखते थे। 
पर्वोपर भी स्त्रियोंक साथ रमण करते थे। ज्ञाह्मणोंको 
देनेकी प्रतिज्ञा करके भी लोभवश उन्हें दान नहीं दिया । 
हम घरोहर हड़प लेते थे, मित्रोंसे द्रोह करते तथा झूठी 
गवाही देते रहते थे। इन्हीं सब पापोंके कारण आज हम 
दग्ध हो रहे हैं। 

पुष्कने कहा--क्या आपलेगोंने भगवान्‌ 
जनार्दनका एक बार भी पूजन नहीं किया ? इसीसे आप 
ऐसी भयानक दशाको पहुँचे हैं । जिन्होंने समस्त लोकोंके 
स्वामी भगवान्‌ पुरुषोत्तमका पूजन किया है, उन 
मनुष्योंका मोक्षतक हो सकता है; फिर पापक्षयकी तो 
बात ही क्या है? प्रायः आपलोगोंने श्रीपुरुषोत्तमके 
च्रणोमें मस्तक नहीं झुकाया है। इसीसे आपको इस 
अत्यन्त भयङ्कर नरककी प्राप्ति हुई है। अब यहाँ 
हाहाकार करनेसे क्या लाभ ? निरन्तर भगवान्‌ श्रीहरिका 
स्मरण कीजिये। ये श्रीविष्णु समस्त पार्पोका नाश 
करनेवाले हैं। मैं भी यहाँ जगदीश्वरके नामोंका कीर्तन 
करता हूँ। वे नाम निश्चय ही आपका कल्याण करेंगे। 

नरकके जीवोने कहा--ब्रह्मनू! हमारा 
अन्तःकरण अपवित्र है। हम अपने पापसे सन्तप्त हैं। 


९०२ 


» अर्जयस्व हवीकेशो यदीस्छसि परं पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पद्यपुराण 


पिहला $ 333 55» ४ ४#*&& ४ *+&७:९»« #»#*»&»3:5:5%&»##*#+&&+&&+४&** && ४6» ^ 


ऐसे समयमें आपके शरीरको छूकर बहनेवाली वायु हमें 
परम आनन्द प्रदान करती है। धर्मात्मन्‌ ! आप कुछ 
देरतक यहाँ ठहरिये, जिससे हम दु:खी जीवोंको क्षणभर 
भी तो सुख मिल सके । ब्रह्मन्‌ ! आपके दर्शनसे भी हमें 
जड़ा सन्तोष होता है। अहो ! हम पापी जीवॉपर भी 
आपकी कितनी दया है। 
समराजने कहा--धर्मके ज्ञाता पुष्कर ! तुमने 
नरक देख लिये। अब जाओ । तुम्हारी पत्नी दु:ख और 
झोकमें डूबकर रो रही है। 
पुष्कर बोले--भगवन्‌ ! जबतक इन दुःखी 
जीबोंकी आवाज कानोंमें पड़ती है, तबतक कैसे जाऊँ । 
जानेपर भी वहाँ मुझे क्या सुख मिलेगा ? आपके 
किकरॉकी मार खाकर जो आगके ढेरमें गिर रहे हैं, उन 
नारकीय जीवॉकी यह दिन-रातकी पुकार सुनिये। 
कितने ही जीवॉके मुखसे निकली हुई यह ध्वनि सुनायी 
देती है--'हाय ! मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो, रक्षा 
करो।' समस्त भूतॉके आत्मा और सबके ईश्वर 
सर्वव्यापी श्रीहरिकी मैं नित्य आराधना करता हूँ। इस 
सत्यके प्रभावसे नारकीय जीन तत्काल मुक्त हो जायैं। 
भगवान्‌ विष्णु सबमें स्थित है और सब कुछ भगवान्‌ 
किण्णुमें स्थित है । इस सत्यसे नारकीय जीवोंका तुरत 
फ्लेशसे छुटकारा हो जाय। हे कृष्ण! हे अच्युत ! 
हे जगन्नाथ! हे हरे! हे विष्णो ! हे जनार्दन ! यहाँ 
नरकके भीतर यातनामें पड़े हुए इन सब जीवॉकी 


रक्षा कीजिये। 

पुष्करके द्वारा उच्चारित भगवानके नाम सुनकर वहाँ 
नरकमें पड़े हुए सभी पापी तत्काल उससे छुटकारा पा 
गये। वे सब बड़ी प्रसन्नताके साथ पुष्करसे बोले--- 
“ब्रह्मन्‌ ! हम नरकसे भुक्त हो गये। इससे संसारमें 
आपकी अनुपम कीर्तिका विस्तार हो।' यमराजको भी 
इस घटनासे बड़ा विस्मय हुआ। वे पुष्करके पास जा 
असन्नचित्त होकर वरदानके द्वारा उन्हें सन्तुष्ट करने लगे। 
वे बोले--'धर्मात्मन्‌ ! तुम पृथ्वीपर जाकर सदा वहीं 
रहो । तुम्हें और तुम्हारे सुहदोंको भी मुझसे कोई भय नहीं 
है। जो मनुष्य तुम्हारे माहात्म्यका प्रतिदिन स्मरण करेगा, 
उसे मेरी कृपासे अपमृत्युका भय नहीं होगा ।' 

जसिप्ठजी कहते हैं--यमराजके यों कहनेपर 
पुष्कर पृथ्वीपर लौट आये और यहाँ पूर्ववत्‌ स्वस्थ हो 
भगवान्‌ मधुसूदनकी पूजा करते हुए रहने लगे । राजन्‌ ! 
मेरेद्वार कहे हुए महात्मा पुष्करके इस माहात्म्यको जो 
सुनता है, उसके सारे पापोंका नाश हो जाता है । भगवान्‌ 
विष्णुका नाम-कीर्तन करनेसे जिस प्रकार नरकसे भी 
छुटकारा मिल जाता है, वह प्रसङ्ग मैंने तुम्हें सुना दिया । 
आदिपुरुष परमात्माके नामॉकी थोड़ी-सी भी स्मृति 
सञ्चित पापॉकी राशिका तत्काल नाश कर देती है, यह 
बात प्रत्यक्ष देखी गयी है। फिर उन जनार्दनके नामॉका 
भलीभाँति कीर्तन करनेपर उत्तम फलकी प्राप्ति होगी, 
इसके लिये तो कहना ही क्या है।* 


स्व जद । 


मृगभ्ूङ्गका विवाह, विवाहके भेद तथा गृहस्थ-आश्रमका धर्म 


राजा दिलीप जोरे--मुने ! मेरे प्रश्नोंके उत्तरमें 
आपने बड़ी विचित्र बात सुनायी । अब संसारके हितके 
लिये महात्मा मृगशृङ्गके रोष चरित्रका वर्णन कीजिये; 
क्योंकि उनके समान संतपुरुष स्पर्श, बातचीत और दर्शन 
करनेसे तथा शरणमे जानेसे सारे पापोंका नाश कर 


डालते हैं! 


चसिष्ठजी कहते हैं--राजन्‌ ! बरह्मचारी मृगशक्ने 
गुरुकुलमें रहकर सम्पूर्ण वेदों और दर्शनोंका यथावत्‌ 
अध्ययन किया। फिर गुरुकी बतायी हुई दक्षिणा दे, 
समावर्तनकी विधि पूरी करके शुद्ध चित्त होनेपर उन्हें 
गुरुने घर जानेकी आज्ञा दी । घर आनेपर कुत्स मुनिके 
उस पुत्रको उचथ्यने अपनी पुत्री देनेका विचार किया 


# स्वल्पापि मामस्मृतिरादिपुंसः क्षयं करोत्याहितपापरारोः। प्रत्यक्षतः कि पुनरत्र दृष्ट संकीर्तिते नाफ्नि जनार्दनस्य ॥ (२२९ । ८३) 


उत्तरखण्ड ] 


५००९०५००००००००९७७७०००२६९३९०००७९०००००७०६३५७००००५००००००७०००:५०००१००००३:५३०००००:०७०००००-०५००७२०००००११::७००७०-०००००. 


» मृगश्ङ्खका विवाह, विवाहके भेद तथा गृहस्थ-आश्रमका घर्म + 


९०३ 


तथा मुनीश्वर मृगशृङ्गने भी पहले जिसे मन-ही-मन वरण 
किया था, उस उचथ्य-पुत्री सुवृत्ताके साथ बिवाह 
करनेकी इच्छा की। इसके बाद उन्होंने महर्षि 
वेदव्यासजीकी आज्ञासे सुवृत्ता तथा उसकी 
तीनों सखियों--कमला, विमला और सुरसाका 
पाणिग्रहण किया! 
श्रुति कहती है--'ब्राह्मणेकि लिये ब्राह्म विवाह 
सबसे उत्तम है।' इसलिये मुनिने उन चारों कन्याओंको 
ब्राह्म विवाहकी ही रीतिसे ग्रहण किया । इस प्रकार विवाह 
हो जानेपर मुनिवर वत्सने समस्त ऋषियोंको मस्तक 
झुकाया तथा वे मुनीश्वर भी वर-वधूको आशीर्वाद दे 
उनसे पूछकर अपनी-अपनी कुटीमें चले गये । 
राजा दिलीपने पूछा--गुरुदेव वसिष्ठजी ! चारों 
वर्णेकि विवाह कितने प्रकारके माने गये हैं ? यह नात 
यदि गोपनीय न हो तो मुझे भी बताइये। 
बसिष्ठजी बोले--राजन्‌! सुनो, मैं क्रमशः 
तुमसे सभी विवाहोंका वर्णन करता हूँ। विवाह आठ 
प्रकारके हैं--ब्राह्म, दैव, आर्ष, प्राजापत्य, आसुर, 
गान्धर्व, राक्षस और पैशाच । जहाँ वरको बुलाकर वख 
और आभूषणोंसे विभूषित कन्याका [विधिपूर्वक] दान 
किया जाता है, वह ब्राह्म विवाह कहलाता है। ऐसे 
विवाहसे उत्पन्न होनेवाल पुत्र इक्कीस पीढ़ियोंका उद्धार 
करता है। यज्ञ करनेके लिये ऋत्विजको जो कन्या दी 
जाती है, वह दैव विवाह है। उससे उत्पन्न होनेवाला पुत्र 
चौदह पीढ़ियोंका उद्धार करता है। बरसे दो बैल लेकर 
जो कन्याका दान किया जाता है, वह आर्ष विवाह है। 
उससे उत्पन्न हुआ पुत्र छः पीढ़ियोंका उद्धार करता है। 
“दोनों एक साथ रहकर धर्मका आचरण करें' यों कहकर 
जो किसी माँगनेवाले पुरुषको कन्या दी जाती है, वह 
आजापत्य विवाह कहलाता है | उससे उत्पन्न हुआ पुत्र 
भी छः पीढ़ियोंका उद्धार करता है। ये चार विवाह 
आह्यार्णेके लिये धर्मानुकूल माने गये हैं। जहाँ धनसे 
कन्याको खरीदकर विवाह किया जाता है, वह आसुर 
बिवाह है। वर और कन्यामें परस्पर मैत्रीके कारण जो 
विवाह-सम्बन्ध स्थापित होता है, उसका नाम गान्धर्व है। 


बलपूर्वक कन्याको हर लाना राक्षस विवाह है। 
सत्पुरुषॉने इसकी निन्दा की है। छलपूर्वक कन्याका 
अपहरण करके किये जानेवाले विवाहको पैशाच कहते 
हैं। यह बहुत ही घृणित है। समान वर्णकी कन्याओकि 
साथ विवाहकालमें उनका हाथ अपने हाथमें लेना 
चाहिये, यही विधि है। धर्मानुकूल विवाहॉसे सौ वर्षतक 
जीवित रहनेवाली धार्मिक सन्तान उत्पन्न होती है तथा 
अधर्ममय विवाहोंसे जिनकी उत्पत्ति होती है, वे 
भाग्यहीन, निर्धन और थोड़ी आयुवाले होते हैं; अतः 
ब्राह्मणोंके लिये ब्राह्म विवाह ही श्रेष्ठ है। 

इस प्रकार मुनीश्वर मृगशृङ्गं विधिपूर्वक विवाह 
करके वेदोक्त मार्गसे भलीभांति गार्हस्थ्य-धर्मका पालन 
करने रूगे। उनकी गृहस्थीके समान दूसरे किसीकी 
गृहस्थी न कभी हुई है, न होगो। सुवृत्ता, कमला, 
विमला और सुरसा--ये चारों पलियाँ पातिव्रत्य धर्में 
तत्पर हो सदा पतिकी सेवामें लगी रहती थीं । उनके 
सतीत्वकी कहीं तुलना नहीं थी । इस प्रकार वे धर्मात्मा 
मुनि उन धर्मपलियोके साथ रहकर भलीभाँति घर्मका 
अनुष्ठान करने लगे । 

राजा दिलीपने पूछा--मुनिबर ! पतिन्रताका 
क्या लक्षण है ? तथा गृहस्थ-आश्रमका भी वया लक्षण 
है? मै इस बातको जानना चाहता हूँ । कुपया बताइये । 

ससिष्ठजी खोले--राजन्‌! सुनो, मैं 
गृहस्थाश्रमका लक्षण बतलाता हूँ। सदाचारका पालन 
करनेवाला पुरुष दोनों लोक जीत लेता है । ब्राह्म मुहूर्तमें 
शयनसे उठकर पहले घर्म और अर्थका चिन्तन करे! 
फिर अर्थोपार्जनमें होनेवाले शारीरिक क्लेशपर विचार 
करके मन-ही-मन परमेश्वरका स्मरण करे। धनुषसे 
छूटनेपर एक बाण जितनी दूततक जाता है, उतनी दूरकी 
भूमि लाँबकर घरसे दूर नैऋत्य कोणकी ओर जाय और 
वहाँ मल-मून्रका त्याग करे। दिनको और सम्ध्याके 
समय कानपर जनेऊ चढ़ाकर उत्तरकी ओर मुँह करके 
शौचके किये बैठना चाहिये और रात्रिमें दक्षिण दिशाकी 
ओर मुँह करके मल-मूत्रका त्याग करना चाहिये। 
मरूत्यागके समय भूमिको तिनकेसे ढैंक दे और अपने 


९०४ 


= अर्चयस्व इषीकेशे यदीच्छसि पर॑ पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पद्यपुराण 


३८५३९८५४४७ ३७ दककण केक १२७७ ३७ ७७ ७१७७७७७७७७ ७७७४७७७७७७ ७७७७७७३७१७, 


मस्तकपर वर डालकर यत्रपूर्वक मौन रहे ! न तो थूके 
और न ऊपरको साँस ही खींचे। शौचके स्थानपर 
अधिक देरतक न रुके । मलको ओर दृष्टिपात न करे। 
अपने शिश्रको हाथसे पकड़े हुए उठे और अन्यत्र जाकर 
आलस्यरहित हो गुदा और लिङ्गको अच्छी तरह घो 
डाले। किनारेकी मिट्टी लेकर उससे इस प्रकार आङ्गोंकी 
शुद्धि करे, जिससे मलकी दुर्गन्ध और लेप दूर हो जाय । 
किसी पवित्र तीर्थमें शौचकी क्रिया (गुदा आदि धोना) 
न करे; थदि करना हो तो किसी पात्रमें जल निकालकर 
उससे अलग जाकर शौच-कर्म करे। लिङ्गमें एक बार, 
'गुदामें पाँच बार तथा बायें हाथमें दस बार मिट्टी लगाये । 
दोनों पैरोंमें पाँच-पाँच बार मिट्टी लगाकर धोये। इस 
अकार शौच करके मिट्टी और जलसे हाथ-पैर धोकर 
चोटी बाँध ले और दो बार आचमन करे। आचमनके 
समय हाथ घुटनोंके भीतर होना चाहिये । पवित्र स्थानमें 
उत्तर या पूरबकी ओर मुँह करके हाथमें पवित्री धारण 
किये आचमन करना चाहिये । इससे पवित्री जूठी नहीं 
होती । यदि पवित्री पहने हुए ही भोजन कर ले तो वह 
अवश्य जूठी हो जाती है । उसको त्याग देना चाहिये। 
तदनन्तर उठकर दोनों नेत्र घो डाले और दन्तधावन 
(दातुन) करे । उस समय निम्नाद्धित मन््रका उच्चारण 
करना चाहिये-- 
आयुर्वळं यशो वर्चः प्रजा: पशुवसूनि च। 
ब्रहमप्रज्ञां ज सेधां च त्वं नो देहि वनस्पते ॥ 
(२३३। १७) 
'चनस्पते ] आप हमें आयु, बल, यश, तेज, 
सन्तान, पशु, धन, चेदाध्ययनकी बुद्धि तथा धारणाशक्ति 
अदान करें ।” 
इस मंन्त्रका पाठ करके दातुन करे। दातुन काँटेदार 
या दूधवाले वृक्षकी होनी चाहिये । उसकी लंबाई बारह 
अंगुलकी हो और उसमें कोई छेद न हो। मोटाई भी 
कनिष्ठिका अँगुलीके बराबर होनी चाहिये । रविवारको 
दातुन निषिद्ध है, उस दिन बारह कुल्लोंसे मुखकी शुद्धि 
होती है। तत्पश्चात्‌ आचमन करके शुद्ध हो विधिपूर्वक 
उ तता और पितरोंका तर्पण 


करे! फिर उठकर दो शुद्ध वस्न धारण करे। विज्ञ 
ब्राह्मणको उत्तरीय वस्त्र (चादर) सदा ही धारण किये 
रहना चाहिये। आचमनके बाद भस्मके द्वारा ललाटमें 
त्रिपुण्ड धारण करे अथवा गोपीचन्दन धिसकर 
ऊर्ध्वपुण्ड तिलक लगाये । तदनन्तर सन्ध्यावन्दन आरम्भ 
करके प्राणायाम करे। 'आपो हि छा” आदि तीन 
ऋचाओसे कुशोदकद्वारा मार्जन करे। पूर्वोक्त 
ऋचाओंमेंसे एक-एकका अणवसहित उच्चारण करके 
जल सींचे। फिर 'सूर्यश्र०' इत्यादि मन्त्रके द्वारा 
अभिमन्त्रित जलका आचमन करे। तत्पश्चात्‌ दोनों 
हाथॉमें जल लेकर उसे गायत्रीसे अभिमन्त्रित करे और 
सूर्यकी ओर मुँह करके खड़ा हो तीन बार ऊपरको वह 
जल फेंके ! इस अकार सूर्यको अर्ध्यदान करना चाहिये । 
आतःकालकी सन्ध्या जब तारे दिखायी देते हों, उसी 
समय विधिपूर्वक आरम्भ करे और जबतक सूर्यका 
दर्शन न हो जाय, तबतक गायत्री-मन्त्रका जप करता 
रहे। इसके बाद सकिता-देकता-सम्बन्धी पापहारी 
मन्त्रोंद्वारा हाथ जोड़कर सूर्योपस्थान करे । सम्ध्याकारुमें 
गुरुके चरणोंको तथा भूमिदेवीको प्रणाम करे । जो द्विज 
श्रद्धा और विधिके साथ प्रतिदिन सन्ध्योपासन करता है, 
उसे तीनों लोकॉमें कुछ भी अप्राप्य नहीं । सन्ध्या समाप्त 
होनेपर आलस्य छोड़कर होम करे। कोई भी दिन खाली 
न जाने दे। प्रतिदिन कुछ-न-कुछ दान करे। 

यह दिनके प्रथम भागका कृत्य बतलाया गया। 
दूसरे भागमें चेदोंका स्वाध्याय किया जाता है। समिधा, 
फूल और कुश आदिके संग्रहका भी यही समय है। 
दिनके तीसरे भागमें न्यायपूर्वक कुछ धनका उपार्जन 
करे। शरीरको फ्रेश दिये बिना दैवेच्छासे जो उपलब्ध हो 
सके, उतनेक्का ही अर्जन करे । ब्राह्मणके छः कर्मेमिंसे 
तीन कर्म उसकी जीविकाके साधन हैं। यज्ञ कराना, वेद 
पढ़ाना और शुद्ध आचरणवाले यजमानसे दान लेना-- 
ये ही उसकी आजीविकाके तीन कर्म हैं। दिनके चौथे 
भागमें पुनः खान करे। [प्रातःकाल सन्ध्या-वन्दनके 
पश्चात्‌) कुशके आसनपर बैठे और दोनों हाथोमें कुश 
के अज्जलि बाँधकर बरह्मयशकी पूर्तिके लिये यथाशक्ति 


उत्तरस्वृष्ड ] 


+ मृगश्ङ्खका विवाह, विवाहके भेद तथा गृहस्थ-आश्रमका धर्म + 


९०५ 


2५७५९१०५५३४५८७ ४७५७६७७५७९ ५४५०० ४» »%»&+5४» ०७७४» &* 39» «४ &2*»&»:%5*6:8&&*#४#&###8 258, 


स्वाध्याय करे। उस समय ऋग्वेद, सामवेद, अधर्ववेद 
और यजुर्वेदके मन्त्रोंका जप करना चाहिये । फिर देवता, 
ऋषि और पितरोंका तर्पण करे । देवताओका तर्पण करते 
समय यज्ञोपवीतको बायें कंधेपर रखे, ऋषि-तर्पणके 
समय उसे गलेमें मालाकी भाँति कर ले और 
पितृ-तर्पणमें जनेऊको दायें कंधेपर रखे। उन्हें क्रमशः 
देवतीर्थ, प्रजापतितीर्थ और पितृतीर्थसे ही जल देना 
चाहिये। इसके बाद सम्पूर्ण भूतोंको जल दे। 
[मध्याहृकालमें] 'आपो हि छ्ठा० इस मन्त्रसे अपने 
मस्तकको सींचकर “आप: पुनन्तु' इस मन्त्रसे 
अभिमन्त्रित किये हुए जलका आचमन करे । तत्पश्चात्‌ 
दोनों हाथोंसे जल लेकर गायत्री-मन्त्र पढ़ते हुए सूर्यको 
एक बार अर्घ्य दे। उसके बाद गायत्रीका जप करे। 
'गायत्री-मन्तरद्वार यथाइक्ति सूर्यका उपस्थान करके 
उनकी प्रदक्षिणा और नमस्कारके पश्चात्‌ आसनपर बैठे 
और जलके देवताओंको नमस्कार करके एकाग्रचित्त हो 
घरको जाय! 
इस प्रकार जप-यज्ञके अनन्तर देवताओंकी पूजा 
करे। ब्राह्मणको सूर्य, दुर्गा, श्रीविष्णु, गणेश तथा 
शिव--इन पाँच देवताओंकी पूजा करनी चाहिये। 
उसके बाद पञ्रमहायशॉका अनुष्ठान करे । फिर भूतबलि, 
काकबलि और कुक्कुरबलि आदि देते हुए निम्नाज्धित 
मन्त्रका पाठ करे 


देबा मनुष्याः पशवो वर्यासि 
सिद्धाश्च यक्षोरगदैत्यसङ्खाः । 

प्रेताः पिशाच्चा उरगाः समस्ता 
ये सान्नमिच्छन्ति मयात्र दत्तम्‌॥ 
(२३३।४३) 


"देखता, मनुष्य, पशु, पक्षी, सिद्ध, यक्ष, नाग, 
दैत्य, प्रेत, पिशाच और सन प्रकारके सर्प जो मुझसे 
अन्न रेनेकी इच्छा रखते हों, वे यहाँ आकर मेरे दिये हुए 
अन्नको ग्रहण करें ।' 

यों कहकर सब भ्राणियॉके लिये पृथक्‌-पृथक्‌ 
बलि दे । तत्पश्चात्‌ विधिपूर्वक आचमन करके प्रसन्नचित्त 
होकर द्वारपर बैठे और बड़ी श्रद्धाके साथ किसी 


अतिथिके आनेकी प्रतीक्षा करे। गोदोहनकालतक 
प्रतीक्षा करनेके बाद यदि भाग्यवश कोई अतिथि आ 
जाय तो यथाशक्ति अन्न और जल देकर देवताकी भाँति 
उसकी भक्तिपूर्वक पूजा करे । संन्यासी और ब्रह्मचारीको 
विधिपूर्वक सब व्यझनोंसे युक्त रसोईमेंसे, जो अभी 
उपयोगमें न लायी गयी हो, अन्न निकालकर भिक्षा दे! 
संन्यासी और ब्रह्मचारी--ये दोनों ही बनी हुई रसोईके 
स्वामी--प्रधान अधिकारी हैं। संन्यासीके हाथमें पहले 
जल दे, फिर अन्न दे; उसके बाद पुनः जल दे। ऐसा 
करनेसे वह भिक्षाका अन्न, मेरुके समान और जल 
समुद्रके तुल्य फल देनेवाला होता है | जो मनुष्य 
संन्यासीको सत्कारपूर्वक भिक्षा देता है, उसे गोदानके 
समान पुण्य होता है---ऐसा भगवान्‌ यमका कथन है | 
माता, पिता, गुरु, बन्धु, गर्भिणी स्त्री, वृद्ध, बालक और 
आये हुए अतिथि जन भोजन कर लें, उसके बाद घरका 
मालिक गृहस्थ पुरुष लिपे-पुते पवित्र स्थानमें हाथ-पैर 
धोकर बैठे और पूर्वाभिमुख होकर भोजन करे। भोजन 
करते समय वाणीको संयममें रखकर मौन रहे । दोनों 
हाथ, दोनों पैर और मुख--इन पाँचोंको धोकर ही 
भोजन करना चाहिये । भोजनका पात्र उत्तम और शुद्ध 
होना चाहिये । अन्नकी निन्दा न करते हुए भोजन करना 
उचित है । एक वस धारण करके अथवा फूटे हुए पात्रमें 
भोजन न करे। जो शुद्ध काँसेके नरतनमें अकेला ही 
भोजन करता है, उसकी आयु, बुद्धि, यश और बल--- 
इन चारोंकी वृद्धि होती है । घी, आन्न तथा सभी प्रकारके 
व्यञ्जन करछुलसे ही परोसने चाहिये--हाथसे नहीं। 
भोजनमेंसे पहले कुछ आन्न निकालकर धर्मराज तथा 
चित्रगुप्तो बलि दे । फिर सम्पूर्ण भूतोंके लिये अन्न देते 
हुए इस मन्त्रका उच्चारण करे-- 
यत्र क्वचनसंस्थाना क्षृत्तष्णोपहतात्मनाम्‌ । 
भूतानां तृप्तयेऽक्षव्यमिदमस्तु यथासुखम्‌ 
(२३३।५६) 
“जहाँ कहीं भी रहकर भूख-प्याससे पीड़ित हुए 
भाणियोंकी तृप्तिक लिये यह अन्न और जल प्रस्तुत है; 
यह उनके लिये सुखपूर्वक अक्षय तृप्तिका साधन हो ।' 


९०६ 


* अर्चयस्व हवीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


£ संक्षिप्त पद्यपुराण 


भोजनमें मन लगाकर पहले मधुर रस अहण करे, 
बीचमें नमकीन और खड्टी वस्तुएँ खाय । उसके नाद 
कड़वे और तिक्त पदार्थोको ग्रहण करे। पहले रसदार 
चीजें खाय, बीचमें गरिष्ठ अन्न भोजन करे और अन्तमें 
पुनः द्रव पदार्थ ग्रहण करे । इससे मनुष्य कभी नल और 
आरोग्यसे हीन नहीं होता। संन्यासीको आठ आस, 
वनवासीको सोलह ग्रास और गृहस्थको बत्तीस आस 
भोजन करने चाहिये। ब्रह्मचारीके लिये आरसोंकी कोई 
नियत संख्या नहीं है। द्विजको उचित है कि वह शास्त्र- 
विरुद्ध भक्ष्य-भोज्यादि पदार्थोका सेवन न करे। सूखे 
और बासी अन्नको भोजन करनेके योग्य नहीं बतलाया 
गया है। भोजनके पश्चात्‌ झास्रोक्त विधिसे आचमन 
करके एकाग्रचित्त हो हाथ और मुँहकी शुद्धि करे । मिट्टी 
और जलसे खून मल-मलकर धोये । तदनन्तर कुल्ला 
करके दाँतोंके भीतरी भागका-- उनकी सन्धियोंका 
[तिनके आदिकी सहायतासे] झोघन करे। फिर 
आचमन करके पात्रको हटा दे और कुछ भीगे हुए 
हाथसे मुख तथा नासिकाका स्पर्श करे। हथेलीसे 
नाभिका स्पर्श करे । तत्पश्चात्‌ शुद्ध एवं झान्तचित्त होकर 
आसनपर बैठे और अपने इष्टदेवका स्मरण करे | उसके 
बाद पुनः आचमन करके ताम्बूल भक्षण करे । भोजन 
करके बैठा हुआ पुरुष विश्रामके बाद कुछ देरतक 
अहाका चिन्तन करे। दिनके छठे और सातवें भागको 
सन्मार्ग आदिके अविरुद्ध उत्तम शास्त्र आदिके द्वारा 
मनोरञ्जन और इतिहास-पुराणोंका पाठ करके व्यतीत 
करे। आठवें भागमें जीविकाके कार्यमें संलग्न रहे । 
उसके बाद पुनः बाह्य-सन्ध्या--सायं-सन्ध्याका समय 
हो जाता है। 
जन सूर्य अस्ताचलके शिखरपर पहुँच जाये, तब 
हाथ-पैर धोकर हाथमें कुश ले एकाग्रचित्त हो 
सायंकालीन सन्ध्योपासना करे । सूर्यके रहते-रहते ही 
पश्चिम सन्ध्या आरम्भ करे। उस समय सूर्यका आधा 
मण्डल ही अस्त होना चाहिये। प्राणायाम करके 
जळ-देवता-सम्बन्धी मन्त्रोंसे मार्जन करे। सायंकालमें 
'आञ्िश्च मा मन्युश्च' इत्यादि मन्त्रके द्वारा और सबेरे 


"सूर्यश्च मा मन्युश्च' इत्यादि मन्त्रके द्वार आचमन करे । 
सायंसन्ध्यामें पश्चिमाभिमुख बैठकर मौन तथा एकाम्र- 
चित्त हो रुद्राक्षको माला ले तारोकि उदय होनेतक प्रणव 
और व्याहतियॉसहित गायत्री-मन्त्रका जप करे। फिर 
चरुण-देवतासम्बन्धिनी ऋचाओंसे सूर्योपस्थान करके 
अदक्षिणा करते हुए प्रत्येक दिशा और दिक्पालको 
पृथक्‌-पृथक्‌ नमस्कार करे । इस प्रकार सायेकालकी 
सम्ध्योपासना करके आग्निहोत्र करनेके पश्चात्‌ कुटुम्बके 
अन्य लोगोंके साथ भोजन करे । भोजनकी मात्रा अधिक 
नहीं होनी चाहिये । भोजनके कुछ काल बांद शयन करे । 
सायेकाल और प्रातःकालमें भी बलिवैश्वदेव करना 
चाहिये । स्वयं भोजन न करना हो तो भी बलिवैश्वदेवका 
अनुष्ठान सदा ही करे; अन्यथा पापका भागी होना पड़ता 
है। यदि घरपर कोई अतिथि आ जाम तो गृहस्थ पुरुष 
अपनी शक्तिके अनुसार उसका यथोचित सत्कार करे। 
रातमें भोजनके पश्चात्‌ हाथ-पैर आदि भोकर गृहस्थ 
मनुष्य कोमल शय्यापर सोनेके लिये जाय। शय्यापर 
तकियेका होना आवश्यक है । आपने घरमें सोना हो तो 
पूर्व दिशाकी ओर सिरहाना करे और ससुरालमे सोना हो 
तो दक्षिण दिशाकी ओर। परदेशमें गया हुआ मनुष्य 
पश्चिम दिशाकी ओर सिर करके सोये। उत्तरकी ओर 
सिरहाना करके कभी नहीं सोना चाहिये । सोनेके पहले 
रात्रिसूक्तका जप और सुखपूर्वक शयन करनेवाले 
देवताओंका स्मरण करे। फिर एकाग्रचित्त होकर 
अविनाशी भगवान्‌ विष्णुको नमस्कार करके रात्निमें 
'शयन करे | अगस्त्य, माधव, महाबली मुचुकुन्द, कपिल 
तथा आस्तीक मुनि--ये पाँचों सुखपूर्वक शयन 
करनेवाले हैं। माङ्गलिक नस्तुऑसे भरे हुए जल्पूर्ण 
कलको सिरहानेकी ओर रखकर वरुण-देनता-सम्बन्धी 
बैदिक मन्त्रॉसे अपनी रक्षा करके सोये। ऋतुकालमें 
पल्रीके साथ समागम करे। संदा अपनी स्त्रीसे ही 
अनुराग रखे । पलीके स्वीकार करनेपर रतिकी इच्छासे 
उसके पास जाय। पर्वके दिन उसका स्पर्श न करे। 
रात्रिके पहले और पिछले प्रहरको वेदाभ्यासमें व्यतीत 
करे और बीचके दोनों प्रहरोंमें शयन करे। ऐसा 


+ पतित्रता खिर्योके लक्षण एवं सदाखारका वर्णन » 


करनेवाला पुरुष ब्रह्मस्वरूप हो जाता है। ऊपर जो 
कुछ बतलाया गया, वह सारा कर्म गृहस्थको प्रतिदिन 
करना चाहिये। यही गृहस्थाश्रमका लक्षण है । सम्पूर्ण 


घेदोक्त सदाचारसे युक्त यह गृहस्थ-आश्रमका लक्षण 
मैंने तुम्हें संक्षेपसे बताया है। अब पतिब्रताओंके 
लक्षण सुनो । 


पाप औ पणय 


पतित्रता स्त्रियोंके लक्षण एवं सदाचारका वर्णन 


'चसिष्ठजी कहते हैं--राजन्‌ ! मैं सतियोंके उत्तम 
जतका वर्णन करता हूँ, सुनो । पति कुरूप हो या दुराचारी, 
अच्छे स्वभावका हो या बुरे स्वभावका, रोगी, पिशाच, 
क्रोधी, बूढ़ा, चालाक, अंधा, बहरा, भयंकर स्वभावका, 
दरिद्र, कंजूस, घृणित, कायर, धूर्त अथवा परखीलम्पर 
ही क्यों न हो, सती-साध्वी स्त्रीके लिये वाणी, शरीर और 
क्रियाद्वारा देवताकी भाँति पूजनीय है। स्त्रीको कभी 
किसी प्रकार भी आपने स्वामीके साथ अनुचित बर्ताव 
नहीं करना चाहिये । रू बालिका हो या युवती आथवा 
वृद्धा ही क्‍यों न हो, उसे अपने घरपर भी कोई काम 
स्वतन्त्रतासे नहीं करना चाहिये। अहंकार और 
काम-क्रोघका सदा ही परित्याग करके केवल अपने 
पतिका ही मनोरञ्जन करना उचित है, दूसरे पुरुषका 
नहीं । परपुरुषॉके कामभावसे देखनेपर, प्रिय लगनेवारे 
वचनद्वारा प्रलोभनमें डालनेपर अथवा जनसमूहमें 
दूसरोंके शरीरसे छू जानेपर भी जिसके मनमें कोई विकार 
नहीं होता तथा जो परपुरुषद्वारा धनका लोभ दिखाकर 
'लुभायी जानेपर भी मन, वाणी, शरीर और क्रियासे कभी 

पराये पुरुषका सेवन नहीं करती, वही सती है। वह 
सम्पूर्ण लोकॉकी शोभा है। सती स्त्री दूतके मुखसे 
आर्थना करनेपर, बलपूर्वक पकड़ी जानेपर भी दूसरे 
पुरुषका सेवन नहीं करती । जो पराये पुरुषॉके देखनेपर 
भी स्वयं उनकी ओर नहीं देखती, हँसनेपर भी नहीं 
हैंसती तथा औरोंके बोलनेपर भी स्वयं उनसे नहीं 
बोलती, बह उत्तम लक्षणोंवाली खरी साध्वी-- पतित्रता 
है। रूप और यौवनसे सम्पन्न तथा संगीतकी कलामें 
निपुण सती-साध्वी स्त्री अपने-ही-जैसे योग्य पुरुषको 
देखकर भी कभी मनमें विकार नहीं लाती । जो सुन्दर, 
तरुण, रमणीय और कामिनियोंको प्रिय रुगनेवाले 


परपुरुषको भी कभी इच्छा नहीं करती, उसे महासती 
जानना चाहिये। पराया पुरुष देवता, मनुष्य अथवा 
गन्धर्व कोई भी क्यों न हो, वह सती स्त्रियोंको प्रिय नहीं 
होता । पल्लीको कभी भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिये, 
जो पतिको अप्रिय जान पड़े। जो पतिके भोजन कर 
लेनेपर भोजन करती, उनके दुःखी होनेपर दुःखित होती, 
पतिके आमन्दमें हो आनन्द मानती, उनके परदेश चले 
जानेपर मलिन जस्र धारण करती, पतिके सो जानेपर 
सोती और पहले ही जग जाती, पतिकी मृत्यु हो जानेपर 
उनके शरीरके साथ ही चितामें जल जाती और दूसरे 
पुरुषको कभी भी अपने मनमें स्थान नहीं देती, उस 
स्त्रीको पतित्रता जानना चाहिये । 

पतिव्रता स्रीको अपने सास-ससुर तथा पतिमें 
विशेष भक्ति रखनी चाहिये; वह धर्मके कार्यमें सदा 
पतिके अनुकूल रहे, धन खर्च करनेमें संयमसे काम ले, 
सम्भोगकालमें संकोच न रखे और अपने शरीरको सदा 
पवित्र बनाये रखे। पतिकी मङ्गल-कामना करे, उनसे 
सदा प्रिय वचन बोले, माङ्गलिक कार्यमें संलग्न रहे, 
घरको सजाती रहे और घरकी प्रत्येक वस्तुको प्रतिदिन 
साफ-सुथरी रखनेकी चेष्टा करे । खेतसे, जनसे अथवा 
गाँवसे ल्त्रैटकर जब पतिदेव घरपर आवें तो उठकर 
उनका स्वागत करे । आसन और जल देकर अभिनन्दन 
करे। बर्तन और आन्न साफ रखे। समयपर भोजन 
बनाकर दे। संयमसे रहे । अनाजको छिपाकर रखे। 
घरको झाड़-बुहारकर स्वच्छ बनाये रखे । गुरुजन, पुत्र, 
मित्र, भाई-बन्धु, काम करनेवाले सेवक, अपने 
आश्रयमें रहनेवारे भृत्य, दास-दासी, अतिथि- 
अभ्यागत, संन्यासी तथा ब्रह्मचारी लोगोंको आसन और 
भोजन देने, सम्मान करने और प्रिय वचन बोलनेमें तत्पर 


९०८ 


* अर्चयस्व हुषीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


रहे । मुख्य गृहिणीको सदा ही समय-समयपर उपर्युक्त 
च्यक्तियॉकी यथोचित सेवाके कार्यमें दक्ष होना चाहिये । 
पति घरका खर्च चलानेके लिये अपनी पत्नीके हाथमें जो 
द्रव्य दे, उससे घरकी सारी आवश्यकता पूर्ण करके पत्नी 
अपनी बुद्धिके द्वारा उसमेंसे कुछ बचा ले । पतिने दान 
करनेके लिये जो धन दिया हो, उसमेंसे लोभवश कुछ 
चाकर न रखे। स्वामीकी आज्ञा लिये बिना अपने 
बन्धुओंको धन न दे । दूसरे पुरुषसे वार्तालाप, असन्तोष, 
पराये कार्योकी चर्चा, अधिक हँसी, अधिक रोघ और 
क्रोध उत्पन्न होनेके अवसरका सर्वथा त्याग करे। 
। जो-जो पदार्थ न खायें, न पीये और न मुँहमें 
डालें, बह सन पतिन्रता स्रीको भी छोड़ देना चाहिये । 
स्वामी परदेशमें हों तो स्बीके लिये तेल लगाकर नहाना, 
झरीरमें उनटन लगाना, दातोंमें मंजन लगाकर धोना, 
केशोंको सँवारना, उत्तम पदार्थ भोजन करना, अधिक 
समयतक कहां बैठना, नये-नये वस्ज्रॉको पहनना और 
श्रूज्वार करना निषिद्ध है। राजन्‌ ! त्रेतासे लेकर प्रत्येक 
युगमें स्त्रियोंको मतिमास ऋतुधर्म होता है । उस समय 
पहले दिन चाण्डाल जातिकी ख्रीके समान पत्रीका स्पर्श 
वर्जित है। दूसरे दिन वह ब्राह्मणकी हत्या करनेवाली 
सत्रीके तुल्य अपवित्र मानी गयी है। तीसरे दिन उसे 
घोबिनके तुल्य बताया गया है | चौथे दिन स्नान करके 
वह शुद्ध होती है । रजस्वला स्त्री स्नान, शौच--जलसे 
होनेवाली शुद्धि, गाना, रोना, हँसना, यात्रा करना, 
अङ्गराग लगाना, उनटन लगाना, दिनमें सोना, दाँतन 
करना, मन या वाणीके द्वारा भी मैथुन करना तथा 
देवताओंका पूजन और नमस्कार करना छोड़ दे! 
पुरुषको भी चाहिये कि वह रजस्वला खसे स्पर्श और 
वार्तालाप न करे तथा पूर्ण मयल करके उसके वरखोंका 
भी संयोग न होने दे । 
रजस्वला स्त्री स्नान करनेके पश्चात्‌ पराये पुरुषकी 
ओर दृष्टि न डाले । सर्वप्रथम वह सूर्यदेवका दर्शन करे । 
उसके नाद आपने अन्तःकरणकी शुद्धे र्ये 
ब्रह्मकूर्च--पञ्चगव्यका अथवा केवल दूधका पान 
करे । साध्वी स्त्री नियमपूर्वक शास्त्रोक्त विधिके अनुसार 


जीवन व्यतीत करे। आभूषणोंसे विभूषित होकर परम 
पवित्र भावसे स्वामीके प्रिय तथा हित-साधनमें सलम 
रहे। यदि स्त्री गर्भवती हो तो उसे नीचे लिखे हुए 
नियमोंसे रहना चाहिये । वह आत्मरक्षापूर्वक सुन्दर 
आभूषण धारण करके वास्तुपूजनमें तत्पर रहे । उसके 
मुखपर प्रसन्नता छायी रहे। बुरे आचार-विचारकी 
स्बियोंसे बातचीत न करे। सूपकी हवासे बचकर रहे। 
जिसके बच्चे हो-होकर मर जाते हों अथवा जो वन्ध्या 
हो, ऐसी स्त्रोके साथ संसर्ग न करे । गर्भिणी स्त्री दूसरेके 
घरका भोजन न करे। मनमें घृणा पैदा करनेवाली कोई 
वस्तु न देखे । डरावनी कथा न सुने । भारी और अत्यन्त 
गरम भोजन न करे। पहलेका किया हुआ भोजन 
जबतक अच्छी तरह पच न जाय, दुबारा भोजन न करे। 
इस विधिसे रहनेपर साध्वी स्त्री उत्तम पुत्र प्राप्त करती है; 
अन्यथा या तो गर्भ गिर जाता है, या उसका निरोध हो 
जाता है। पतिदेव जब किसी कार्यवश घरके भीतर 
अबेश करें, तो पतिव्रता स्त्री अङ्गराग आदिसे युक्त हो 
शुद्ध हृदयसे उनके पास जाय । तरुणी, सुन्दरी, पुत्रवती, 
ज्येष्ठा अथवा कनिष्ठा--कोई भी क्यों न हो, परोक्षमें या 
सामने अपनी किसी सौतकी गुणहीन होनेपर भी निन्दा 
न करे। मनमें राग-द्वेषजनित मत्सरता रहनेपर भी 
सौतोंको परस्पर एक दूसरीका अप्रिय नहीं करना 
चाहिये । स्त्री पराये पुरुषके नामोंका गान और पराये 
पुरुषके गुणोंका वर्णन न करे। पतिसे दूर न रहे। सदा 
अपने स्वामीके समीप ही निवास करे । निर्दिष्ट भूभागमें 
बैठकर सदा प्रियतमकी ओर ही मुख किये रहे। 
स्वच्छन्दतापूर्घक चारों दिशाओंकी ओर दृष्टि न डाले । 
पराये पुरुषका अवल्त्रेकन न करे। केवल पतिके 
मुखकमलको ही हाव-भावसे देखे | पतिदेन यदि कोई 
कथा करते हों तो स्त्री उसे बड़े आदरके साथ सुने । पति 
आतचीत करते हॉ तो स्वयं दूसरेसे बात न करे । यदि 
स्वामी बुलायें तो शीघ्र ही उनके पास चली जाय। 
पतिदेव उत्साहपूर्वक गीत गाते हों तो प्रसननचित्त होकर 
सुने । आपने प्रियतमके नृत्य करते समय उन्हें हर्षभरे 
नेत्रोंसे देखे । पतिको शास्त्र आदिमें चतुरता, विद्या और 


उत्तरखण्ड ] 


» पतित्रता स्त्रियोंके लक्षण एवं सदाखारका वर्णन + 


९०९ 


aosanenareernenseseeseaasesaasee५००=७०५०^॥*५०५४००५५५^०५ ०४९१०४५४०५५ ००५ ७०. #+# 882“ ena rr sheen eee ena. 


कलामें प्रवीणता दिखलाते देख पत्नी आनन्दमें निमग्न हो 
जाय | पतिके समीप उद्वेग और व्यग्रतापूर्ण हृदय लेकर 
न ठहरे। उनके साथ प्रेमशून्य कलह न करे । स्वामी 
कलह करनेके योग्य नहीं हैं-ऐसा जानकर स्री कभी 
अपने लिये, अपने भाईके लिये या अपनी सौतके.लिये 
क्रोधमें आकर उनसे कलह न करे! फटकारने, निन्दा 
करने और अत्यन्त ताड़ना देनेके कारण व्यथित होनेपर 
भी पत्नी अपने प्रियतमको भय छोड़कर गले लगाये। 
“स्री जोर-जोरसे विलाप न करे, दूसरे लोगॉको न पुकारे 
और अपने घरसे नाहर न भागे। पतिसे कोई बिरक्ति- 
सूचक वचन न कहे। सती स्त्री उत्सव आदिके समय 
यदि भाई-बन्धुओंके घर जाना चाहे, तो पतिकी आज्ञा 
लेकर किसी अध्यक्षके संरक्षणमें रहकर जाय। वहाँ 
अधिक कालतक निवास न करे। शीघ्र ही अपने घर 
लौट आये। यदि पति कहींकी यात्रा करते हों तो उस 
समय मङ्गलसूचक वचन बोले। 'न जाइये' कहकर 
पतिको न तो रोके और न यात्राके समय रोये ही। 
पतिके परदेश जानेपर स्त्री कभी अङ्गराग न लगाये । 
केवल जीबन-निर्वाहके लिये प्रतिदिन कोई उत्तम कार्य 
करे । यदि स्वामी जोविकाका प्रबन्ध करके परदेइामें जायें 
तो उनकी निश्चित की हुई जीविकासे ही गृहिणीको 
जीवन-निर्बाह करना चाहिये । पतिके न रहनेपर स्त्री 
सास-ससुरके समीप ही शयन करे, और किसीके नहीं । 
बह प्रतिदिन प्रयल करके पतिके कुशल-समाचारका पता 
लगाती रहे। स्वामीकी कुशल जाननेके लिये दूत भेजे 
तथा असिद्ध देवताओँसे याचना करे । इस प्रकार जिसके 
पति परदेश गये हों, उस पतित्रता 'ख्रीको ऐसे ही नियमोंका 
पालन करना चाहिये । वह अपने आङ्गोंको न धोये । मैले 
कपड़े पहनकर रहे। बेंदी और अंजन न लगाये । गन्ध 


और मालाका भी त्याग करे । नख और केशोंका शृङ्गार न _ 
करे । दाँतोंको न घोये । प्रोषितभर्तृका स्त्रीके लिये पान 
चनाना और आलस्यके वशीभूत होना बड़ी मिन्दाकी बात 
है। अधिक आलस्य करना, सदा नींद लेना, सर्वदा 
'कलहमें रुचि रखना, जोर-जोरसे हँसना, दूसरोंसे हँसी- 
परिहास करना, पराये पुरुषोंकी चेष्टाका चिन्तन करना, 
इच्छानुसार घूमना, पर-पुरुषके झारीरको दबाना, एक वख 
पहनकर बाहर घूमना, निर्छज्जताका बर्ताव करना और 
बिना किसी आवश्यकताके व्यर्थ ही दूसरेके घर 
जाना--ये सब युवती खीके लिये पाप बताये गये हैं, जो 
पतिको दुःख देनेवाले होते हैं । 

सती स्त्री घरके सब कार्य पूर्ण करके झारीरमें 
हल्दीकी उबटन लगाये । फिर शुद्ध जलसे सब आङ्गोंको 
धोकर सुन्दर शृङ्गार करे। उसके बाद अपने 
मुखकमलको प्रसन्न करके प्रियतमके समीप जाय । मन; 
वाणी और शरीरको संयममें रखनेवाली नारी ऐसे 
बर्तावसे इस लोकमें उत्तम कीर्ति पाती और परलोकमें 
पतिका सायुज्य प्राप्त करती है। देवताओंसहित सम्पूर्ण 
लोकोंमें पतिके समान दूसरा कोई देवता नहीं है। जन 
पतिदेवता सन्तुष्ट होते हैं, तो इच्छानुसार सम्पूर्ण भोगोंकी 
प्राप्ति कराते हैं और कुपित होनेपर सन कुछ हर लेते हैं। 
सन्तान, नाना प्रकारके भोग, शय्या, आसन, अद्भुत 
वस्न, माला, गन्ध, स्वर्गलोक तथा भाँति-भातिकी 
कीर्ति-ये सब पतिसे ही प्राप्त होते हैं। 

इस प्रकार मुनिवर मृगशृङ्ग घर्म, नय, नीति एले 
गुणोमें सबसे श्रेष्ठ सुवृत्ता आदि चारों पलियेकि साथ 
चिरकालतक अतिरात्र और वाजपेय आदि यज्ञेका 
अनुष्ठान करते रहे । वे नियमपूर्वक संसारी सुख भोगते 
थे, तथापि उनका अन्तःकरण अत्यन्त निर्मल था। 


ऊ = 


३२० 


= अर्चयस्व हषीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त परापुराण 


3:33%33% 52%» ४४४५७ ७५७७५ ७७७७७७७७७६ कक २७७७७६७७७१ कटी +0४८&४०७७ ७४७४ &:#552&8. 


मृगश्पङ्गके पुत्र मृकण्डु मुनिकी काशी-यात्रा, काशी-माहात्य्य तथा माताओंकी मुक्ति 


'बसिष्ठजी कहते है--इस प्रकार गृहस्थाश्रममें 
निवास करते हुए महामुनि मृगश्द्धकी पल्ली सुवृत्ताने 
समयानुसार एक पुत्रको जन्म दिया। इसके द्वारा पितृ- 
ऋणसे छुटकारा पाकर मुनिश्रेष्ठ मृगशङ्गने अपनेको 
कृतार्थ माना और विधिपूर्वक नवजात शिशुका जातकर्म- 
संस्कार किया। खे परम बुद्धिमान्‌ मुनि तीनों कालकी 
बातें जानते थे; अतः उन्हेनि पुत्रके भावी कर्मके अनुसार 
उसका मृकप्डु नाम रखा । उसके झारीरमें मृगगण निर्भय 
होकर कण्डूयन करते थे--- अपना शरीर खुजलाते या 
रगड़ते थे। इसीलिये पिताने उसका नाम मृकण्डु रख 
दिया। मृकण्डु मुनि उत्तम कुलमें उत्पन्न होकर समस्त 
शुणोके भंडार बन गये थे। उनका शरीर प्रज्वलित 
अमिके समान तेजस्वी था। पिताके द्वार उपनयन- 
संस्कार हो जानेपर वे ब्रह्मचर्यका पालन करने लगे। 
उन्होंने पिताके पास रहकर सम्पूर्ण ेदोंका अध्ययन 
किया। तत्पश्चात्‌ गुरु (पिता) की आज्ञा रे द्वितीय 
आश्रमको स्वीकार किया। मुद्रल मुनिकी कन्या 
मरुद्रतीके साथ मृकण्डु मुनिका विवाह हुआ । तदनन्तर 
मृगशृङ्गं मुनिकी दूसरी पलरी कमलाने भी एक उत्तम पुत्र 
उत्पन्न किया। वह सदाचार, वेदाध्ययन, विद्या और 
विनयमें सबसे उत्तम निकला; इसलिये उसका नाम 
उत्तम रखा गया। पिताके उपनयन-संस्कार कर देनेपर 
उत्तम मुनिने भी सम्पूर्ण वेदोंका अध्ययन करके 
विधिपूर्वक विवाह किया। कमनीय केशकलाप और 
मनोहर रूपसे युक्त, कमलके समान विशाल नेत्र तथा 
कल्याणमय स्वभाववाली कण्य मुनिकी कन्या कुराको 
उन्होंने पत्नीरूपमें ग्रहण किया । विमलाने भी सुमति 
नामसे विख्यात पुत्रको जन्म दिया । सुमति भी सम्पूर्ण 
नेदोंका अध्ययन करके गृहस्थ हुए। उनकी खीका नाम 
सत्या था । तत्पश्चात्‌ सुरसाके गर्भसे भी एक पुत्रका जन्म 
हुआ, जिसका नाम सुनत था । सुरसाकुमार सुवतने भी 
सम्पूर्ण नेदोंका अध्ययन समाप्त करके द्वितीय आश्रममें 
प्रवेश किया! प्रथुकी पुत्री प्रियंवदा सुनतकी धर्मपत्नी 


हुई। पिताने अपने सभी पुत्रोंसे पर्याप्त दक्षिणावाले 
यज्ञोंका अनुष्ठान करवाया । वे सभी पुत्र सेवा-शुश्रूषामें 
संलग्न हो प्रतिदिन पिताका प्रिय करते थे। उत्तम 
लक्षणोंबाली पुत्रवघुओं, वेदोंके पारगामी कल्याणमय 
पुत्रों तथा उत्तम गुणोंबाली घर्मपत्रियॉसे सेवित हो 
मृगभृङ्ग मुनि गृहस्थधर्मका पालन करने लगे । सुमति, 
उत्तम तथा महात्मा सुव्रतको भी पृथक्‌-पृथक्‌ अनेक पुत्र 
हुए, जो वेदोंके पारगामी विद्वान्‌*थे । माघ मास आनेपर 
मुनिवर मृगशृङ्ग अपनी धर्मपलियों, पुत्रबधुओं, पुत्रों 
तथा पौत्रेकि साथ प्रातःकाल स्नान करते थे। ते एक 
माघ भी कभी व्यर्थ नहीं जाने देते थे। माघ आनेपर 
त्रान, दान, शिवकी पूजा, त्रत और नियम- थे गृहस्थ- 
आश्रमके भूषण हैं । यह सोचकर वे द्विजश्रेष्ठ प्रत्येक 
माघमें प्रातःस्त्रान किया करते थे । इस प्रकार सांसारिक 
सुख-सौभाम्यका अनुभव करके उन महामुनिने अपनी 
धर्मपलियॉका भार पुत्रोंको सौंप दिया और गार्हपत्य 
अग्निको अपने आत्मामें स्थापित कर लिया । फिर पुत्रके 
पुत्रका मुख देख और अपने शरीरको अत्यन्त जराग्नस्त 
जानकर तपोनिधि मृगशृङ्गने तपस्या करनेके लिये 
तपोबनको प्रस्थान किया । वहाँ पत्ते चबाने, छोटे-छोटे 
तालाबॉमें जल पीने, संसारसे उद्विग्र होने तथा रेतीली 
भूमिमें निवास करनेके कारण वे मृगोंके समान धर्मका 
पालन करने रगे । मृगेकि झुंडमें चिरकाळतक विचरण 
करणनेके पश्चात्‌ उन्होंने ब्रह्मलोक प्राप्त कर लिया । वहाँ 
चार मुखोंनाले ब्रह्माजीने उनका अभिनन्दन किया। 
मुनिवर मृगशृङ्ग दिव्य सिंहासनपर विराजमान हुए और 
अपने द्वारा उपार्जित उपमारहित अक्षय ल्लोकॉका सुख 
भोगने लगे। तदनन्तर एक समय प्रलयकालके बाद 
श्वेतवाराहकल्पर्में बे पुनः न्रह्माजीके पुत्ररूपसे उत्पन्न 
हुए। उस समय उनका नाम ऋभु हुआ और उन्होंने 
निदाघको कल्याणका उपदेश दिया । 

शील और सदाचारसे सम्पन्न उनकी चारों पलियाँ 
पुत्रॉके आश्रयमें रहकर कुछ दिनोतक कठोर ब्रतका 


उत्तरस्वण्ड ] 


* मृगशूङ्गके पुत्र पृकण्डु सुनिकी काशी-यात्रा, काशी-माहार्य तथा माताओंकी मुक्ति « 


९११ 


पालन करती रहीं। तत्पश्चात्‌ जीवनके अन्तिम भागमें 
बुढ़ापेके कारण उनके बाल सफेद हो गये । उनकी कमर 
झुक गयी। मुँहमें एक-ही-दो दाँत रह गये तथा 
इन्द्रियोकी वृत्तियाँ प्रायः नष्ट हो गयीं । मुनिश्रेष्ठ मृकण्डुके 
मरुद्वतीसे कोई सन्तान नहीं हुई । उन्होंने माताओंकी वैसी 
अवस्था देख मन-ही-मन इस प्रकार विचार किया--'मैं 
माताओंको साथ ले स्त्रीसहित भगवान्‌ शङ्करकी 
राजघानीमें जाऊँगा, जहाँ वे मुमूर्षु पुरुषॉके कानोंमें 
तारक-मन्त्रका उपदेश दिया करते हैं।' ऐसा निश्चय 
करके उन्होंने काशीपुरीकी ओर प्रस्थान किया । चे मार्गमें 
काशीकी महिमाका इस प्रकार बखान करने लगे। 
मृकण्डु बोले--जो माता, पिता और अपने 
बन्धुओं द्वारा त्याग दिये गये हैं, जिनकी संसारमें कहीं भी 
गति नहीं है, उनके लिये काझीपुरी ही उत्तम गति है। जो 
जरावस्थासे अस्त और नाना प्रकारके रोगोंसे व्याकुल है, 
जिनके ऊपर दिन-शत पग-पगपर विपत्तियोंका आक्रमण 
होता है, जो कमेक्ति बन्धनमें आबद्ध और संसारसे 
तिरस्कृत हैं, जिन्हें राशि-राशि पापॉने दबा रखा है, 
जो दखितासे परास्त, योगसे भ्रष्ट तथा तपस्या और 
दानसे वर्जित हैं, जिनके लिये कहीं भी गति नहीं है, उनके 
लिये काझीपुरी ही उत्तम गति है । जिन्हें भाई-बन्धुओंके 
बीच पग-पगपर मानहानि उठानी पड़ती हो, उनको 
एकमात्र भगवान्‌ शिवका आनन्दकानन--काझीपुरी ही 
आनन्द प्रदान करनेवाला है | आनन्दकानन काशीमें 
निवास करनेवाले दुष्ट पुरुषॉको भी भगवान्‌ शाङ्करके 
अनुग्रहसे आनन्दजनित सुखकी प्राप्ति होती है । काशीमें 
विश्वनाथरूपी आगकी आँचसे सारे कर्ममय नीज भुन 
जाते हैं; अतः वह काशीतीर्थ जिनकी कहीं भी गति नहीं 
है, ऐसे पुरुषोंको भी उत्तम गति प्रदान करनेवाला है। 
वहाँ संसाररूपी सर्पसे डँसे हुए जीवॉको अपने दोनों 
हाथोंसे पकड़कर भगवान्‌ शङ्कर उनके कानोंमें तारक 
जह्मका उपदेश देते हैं। कपिलदेवजीके बताये हुए 
योगानुष्ठानसे, सांख्यसे तथा त्रतोंके द्वारा भी मनुष्योंको 
जिस गतिकी (प्राप्ति नहीं होती, उसे यह मोक्षभूमि 
काशीपुरी अनायास ही मदान करती है | यह काशीकी 


प्राप्ति ही योग है, यह काशीकी आसि ही तप है, यह 
काशीकी प्राप्ति ही दान है और यह काशीकी प्राप्ति ही 
झिवकी पूजा है। यह काशीकी प्राप्ति ही यज्ञ, यह 
काशीकी प्राप्ति ही कर्म, यह काशीकी प्राप्ति ही स्वर्ग और 
यह काशीकी प्रापि ही सुख है। काशीमें निवास 
करनेवाले मनुष्योंके लिये काम, कोघ, मद, लोभ, 
अहङ्कार, मात्सर्य, आज्ञान, कर्म, जडता, भय, काल, 
नुढ़ापा, रजोगुण और विघ्र-बाघा क्या चीज हैं? ये 
उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते । 

आपनी माताओंका मार्गजनित कष्ट दूर करनेके 
लिये इस प्रकारकी बातें करते हुए मुकण्डु मुनि घंरि-घंरि 
चलकर माताऑसहित काशीपुरीमें जा पहुँचे । वहाँ उन 
मुनिने बिना बिलम्ब किये सबसे पहले मणिकर्णिकाके 
जलमें विधिपूर्वक वस्त्रसहित खान किया। तत्पश्चात्‌ 
सन्ध्या आदि शुभ कमोंका अनुष्ठान करके पवित्र हो 
उन्होंने चन्दन और कुशमिश्रित जलसे सम्पूर्ण देवताओं 
और ऋषियोंका तर्पण किया! फिर अमृतके समान 
स्वादिष्ठ पकवान, शकर मिली हुई खीर तथा गोरससे 
सम्पूर्ण तीर्थ-निवासियोको पृथक्‌-पृथक्‌ तृप्त करके 
अन्नदान, धान्यदान, गन्ध, चन्दन, कपूर, पान और 
सुन्दर वस्न आदिके द्वारा दीनों एवं अनार्थोका सत्कार 
किया! उसके बाद भक्तिपूर्वक दुण्डिराज गणेशके 
शरीरमें घी और सिन्दूरका लेप किया और पाँच लड्डू 
चढ़ाकर आत्मीयजनॉको विघ्र-बाधाओंके आक्रमणसे 
बचाते हुए अन्तःक्षेत्रमे प्रवेश किया। वहाँ समस्त 
आवरण-देनताओंकी यथाशक्ति पूजा की। तदनन्तर 
महामना मृकण्डुने भगवान्‌ विश्वनाथको नमस्कार और 
उनकी स्तुति करके माताओऑके साथ विधिपूर्वक 
क्षेत्रोपदास किया । विश्वनाथजीके समीप उन्होंने जागकर 
रात बितायी और निर्मल प्रभात होनेपर एकाग्रचित्त हो 
मणिकर्णिकाके जलमें स्नान किया। सारा अनुष्ठान पूरा 
करके नियमोंका पालन करते हुए पवित्र हो वेद- 
वेदाङ्गेकि पारगामी महात्मा आहाणेके साथ अपने 
नामसे एक शिवलिङ्गकी स्थापना की, जो सब प्रकारकी 
सिद्धियोंको देनेवाला है। उनकी चारों माताओनि भी 


९९२ 


* अर्चयस्व हषीकेशं यदीच्छस्ति परं पदम्‌ » 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


अपने-अपने नामसे एक-एक शिवलिङ्ग स्थापित किया । 
चे सभी लक दर्शनमात्रसे मुक्ति प्रदान करनेवाले हैं। 
ढुण्ढिराज गणेशके आगे मृकप्ड्वीश्वर शिवका दर्शन 
करनेसे सम्पूर्ण कार्य सिद्ध होते हैं और काशीका निवास 
भी सफल होता है। उस शिवलिङ्गके आगे सुवृत्तद्वारा 
स्थापित सुवृत्तेधर नामक शिवलिङ्ग है। उसके दर्शनसे 
मनुष्य कभी विघ्र-बाधाओंसे आक्रान्त नहीं होता तथा 
चह सदाचारी होता है। सुवृततश्वरसे पूर्वदिशाकी ओर 
कमलाद्वारा स्थापित उत्तम शिवलिङ्ग है, जिसके 
दर्शनमात्रसे मनुष्य सम्पूर्ण कामनाओंको प्राप्त कर रेता 
है। ढुण्ढिराज गणेशकी देहलीके पास विमलाद्वारा 
स्थापित विमलेश्वरका स्थान है। उस लिङ्गके दर्शनसे 
निर्मल ज्ञानकी प्राप्ति होती है। विमरेश्वरसे ईशानकोणमें 
सुरसाद्वारा स्थापित सुरसेश्वर नामक शिवलिङ्ग है। उसके 
दर्शनसे मनुष्य देवताओंका साम्राज्य प्राप्त करके काझीमें 
आकर मुक्त होगा। मणिकर्णिकासे पश्चिम मरुद्ठतीद्वारा 


पूजित शिवलिङ्ग है, जिसके दर्शनमात्रसे मनुष्य फिर 
जन्म नहीं लेता। 

इस प्रकार शिर्वलिङ्गांकी स्थापना करके वे सब 
लोग एक वर्षतक काशीमें ठहरे रहे। बारम्बार उस 
विचित्र एवं पवित्र क्षेत्रका दर्शन करनेसे उन्हें तृप्ति नहीं 
होती थी। मृकण्डु मुनि एक वर्षतक प्रतिदिन तीर्थयात्रा 
करते रहे, किन्तु वहाँके सम्पूर्ण तीर्थोका पार न पा सके; 
क्योंकि काशीपुरीमें पग-पगपर तीर्थ हैं। एक दिन 
मृकण्डु मुनिकी माताएँ, जो पूर्ण ज्ञानसे सम्पन्न थीं, 
मणिकर्णिकाके जलमें दोपहरको स्नान करके 
'शिवमन्दिरकी प्रदक्षिणा करने छगीं। इससे परिश्रमके 
कारण उन्हें थकावट आ गयी और वे सब-की-सब 
मरणासन्न होकर वहीं गिर पड़ीं। उस समय परम दयालु 
काशीपति भगवान्‌ शिव बड़े वेगसे वहाँ आये और 
अपने हाथोंसे स्न्रेहपूर्वक उन सबके मस्तक पकड़कर 
एक ही साथ कानोंमें प्रणव-मन्त्रका उच्चारण किया । 


FS आ 
मार्कण्डेयजीका जन्म, भगवान्‌ शिवकी आराधनासे अमरत्व-प्राप्ति तथा 
मृत्युञ्जय-स्तोत्रका वर्णन 


वसिष्ठजी कहते हैं--राजन्‌ ! महामना मृकण्डु 
मुनिने विधिपूर्वक माताऑके और्ध्वदैहिक संस्कार करके 
दीर्घकालतक काशीमें ही निवास किया। भगवान्‌ 
शङ्करके प्रसादसे उनकी धर्मपल्री मरुद्रतीके गर्भसे एक 
महातेजस्वी पुत्र उत्पत्र हुआ, जिसकी मार्कण्डेयके नामसे 
प्रसिद्धि हुई । श्रीमान्‌ मार्कण्डेय मुनिने तपस्यासे भगवान्‌ 
शिषकी आराधना करके उनसे दीर्घायु पाकर अपनी 
आँखोंसे अनेकों जार प्रकयका दृश्य देखा। 
दिलीपने पूछा--मुनिवर ! आपने पहले यह 
बात बतायी थी कि मृकप्डु मुनिके मरुद्दतीसे कोई 
सन्तान नहीं हुई, फिर भगवान्‌ शिवके प्रसादसे उन्होंने 
किस प्रकार पुत्र प्राप्त किया ? तथा वह पुत्र शङ्करजीके 
असादसे कैसे दीर्घायु हुआ? इन सब बातोंको मैं 
विस्तार के साथ सुनना चाहता हूँ। आप बतानेकी 


कृपा करें। 


खसिष्ठजीने कहा--राजन्‌! सुनो, मैं 
मार्कण्डेयजीके जन्मका वृत्तान्त बतलाता हूँ। महामुनि 
मृकण्डुके कोई सन्तान नहीं थी; अतः उन्होंने अपनी 
पत्रीके साथ तपस्या और नियर्मोका पालन करते हुए 
भगवान्‌ शङ्करको सन्तुष्ट किया। सन्तुष्ट होनेपर 
पिनाकधारी शिवने पलीसहित मुनिसे कहा--'मुने ! 
मुझसे कोई वर माँगो' तब मुनिने यह वर माँगा-- 
"परमेश्वर ! आप मेरे स्तवनसे सन्तुष्ट हैं; इसलिये मैं 
आपसे एक पुत्र चाहता हूँ। महेश्वर ! मुझे अबतक कोई 
सन्तान नहीं हुई ।' 

भगवान्‌ शङ्कर खोले--मुने ! क्या तुम उत्तम 
गुणोंसे होन चिरञ्जीवी पुत्र चाहते हो या केवल सोलह- 
वर्षकी आयुवाला एक ही गुणवान्‌ एवं सर्वज्ञ पुत्र पानेकी 
इच्छा रखते हो ? 

उनके इस प्रकार पूछनेपर धर्मात्मा मृकण्डुने 


उत्तरखण्ड ] 


» यार्कप्डेयजीका जन्म, अमरत्व-प्राप्ति तथा मृत्युञय-स्तोत्रका वर्णन + 


९१३ 


3&०७५५५०५५५७५५४५०७ ५४४४9» &*४**८०००४»9४»४७»०४०७४७९८०५००५४५०५५७७७» 9 »# # ७8 ## ५५४४४ ## ४ # # ४4 ४:*£55**:/ 2४:50. 


कहा--'जगदीश्वर ! मैं गुणहीन पुत्र नहीं चाहता। 
उसकी आयु छोटी ही क्‍यों न हो, वह सर्वज्ञ होना 
चाहिये ।' 

भगवान्‌ शङ्कर खोले--अच्छा, तो तुम्हें 
सोलह वर्षकी आयुवाला एक पुत्र प्राप्त होगा, जो परम 
धार्मिक, सर्वज्ञ, गुणवान, लोकमें यशस्वी और ज्ञानका 
समुद्र होगा। 

ऐसा कहकर भगवान्‌ शिव अन्तर्धान हो गये और 
मुनिवर मृकण्डु इच्छानुसार वरदान पाकर प्रसन्न हो अपने 
आश्रममें लौट आये । उनकी पल्ली मरुद्धती बहुत दिनेकि 
बाद गर्भवती हुई । मुनिने विधिपूर्वक गर्भाधान-संस्कार 
किया था । तदनन्तर गर्भस्थ बालकमें चेष्टा उत्पन्न होनेसे 
पहले पुरुषकी वृद्धिके लिये उन्होंने किसी शुभ दिनको 
गृहासूत्रोंमें नतायी हुई विधिके अनुसार अच्छे ढंगसे 
पुंसबन-संस्कार किया। जब आठवाँ मास आया, तब 
संस्कार-कमेकि ज्ञाता उन मुनीश्वरने गर्भके रूपकी समृद्धि 
और सुखपूर्वक सन्तानकी उत्पत्ति होनेके लिये 
सीमन्तोन्नयन-संस्कार किया । समय आनेपर मरुद्वतीके 
गर्भसे सूर्यके समान तेजस्वी पुत्रका जन्म हुआ। उस 
समय देवताओंकी दुन्दुभियाँ बज उठी, सम्पूर्ण दिशाएँ 
स्वच्छ हो गयीं और सब ओरसे प्राणियॉको तृप्त करने- 
खाली कल्याणमयी वाणी सुनायी देने लगी । बालककी 
शान्तिके लिये वेदव्यास आदि मुनि भी मृकण्डुके 
आश्रमपर पधारे । साक्षात्‌ महामुनि वेदव्यासने बालकका 
जातकर्म-संस्कार कराया । तत्पश्चात्‌ ग्यारहवें दिन मुनिने 
नामकरण-संस्कार किया। उसके बाद नाना प्रकारके 
वेदोक्त मन्त्रों और आशीर्वादोंसे अभिनन्दन करके 
मुनियोने बालककी रक्षाका शास्त्रीय उपाय किया ; फिर 
मृकण्डु मुनिके द्वारा पूजित हो वे सब लोग लौट गये । 

उस समय नगर और प्रान्तके लोग हर्षमें भरकर 
आपसमें कहते थे--'अहो ! इस बालकका अद्भुत 
रूप है! अद्भुत तेज है ! और समस्त अज्ञोंका लक्षण 
भी अद्भुत है। मरुद्वतीके सौभाग्यसे साक्षात्‌ भगवान्‌ 
शूर ही इस बालकके रूपमें प्रकट हुए हैं, यह कितने 
आश्चर्यकी बात है। चौथे महीनेमें पिताने पुत्रको घरसे 


बाहर निकाला । छठे महीनेमें उसका अन्नप्राशन कराया । 
फिर ढाई वर्षको अवस्थामें चूडाकर्म करके श्रवण 
नक्षत्रमें कर्णवेध किया । तदनन्तर कमेकि ज्ञाता मृकण्डु 
सुनिने बाळकके ब्रह्मतेजकी वृद्धिके लिये पाँचवें वर्षकी 
अवस्थामें उसे यश्ञोपनीत दे दिया । फिर उपाकर्म करके 
विद्वान्‌ मुनिने बालकको वेद पढ़ाया। उसने अङ्ग, 
डपाङ्ग, पद तथा क्रमसहित सम्पूर्ण वेदोंका विधिपूर्वक 
अध्ययन किया ! वह बालक बड़ा शक्तिशाली था । गुरु 
तो उसके साक्षीमात्र थे। उसने विनय आदि गुणोंको 
प्रकट करते हुए गुरुमुखसे समस्त बिद्याओंको ग्रहण 
किया। वह भिक्षाके अन्नसे जीवन-निर्वाह करता हुआ 
प्रतिदिन माता-पिताकी सेवामें सलम रहता था, बुद्धिमान्‌ 
मार्कण्डेयकी आयुका सोलहवाँ वर्ष प्रारम्भ होनेपर 
मृकण्डु मुनिका हृदय शोकसे कातर हो उठा। उनकी 
सम्पूर्ण इन्द्रियॉमें व्याकुलता छा गयी। ने दीनतापूर्वक 
विलाप करने लगे । मार्क्डेयने पिताको अत्यन्त दुःखित 
होकर विलाप करते देख पूछा--“तात ! आपके शोक- 
मोहका क्या कारण है ?' मार्कण्डेयके मधुर वचन सुनकर 
मृकण्डुने अपने झोकका युक्तियुक्त कारण नताया । 

मृकण्डु खोले--बेटा ! पिनाकघारी भगवान्‌ 
शङ्करने तुम्हें सोलह वर्षकी ही आयु दी है। उसकी 
समाप्तिका समय अब आ पहुँचा है; इसीलिये मुझे शोक 
हो रहा है। 

पिताका यह कथन सुनकर मार्कण्डेयने कहा-- 
“पिताजी ! आप मेरे लिये कदापि शोक न कीजिये । मैं 
ऐसा यत्र करूँगा, जिससे अमर हो जाऊँ। महादेवजी 
सबको मनोवाञ्छित वस्तु प्रदान करनेवाले और 
कल्याणस्वरूप हैं। वे मृत्युको जीतनेवाले, निकल 
नेत्रधारी, सर्वज्ञ, सत्पुरुषोंको सन कुछ देनेवाले, कालके 
भी काल, महाकालरूप और कालकूट विषको भक्षण 
करनेवाले हैं। मैं उन्हींकी आराधना करके अमरत्व प्राप्त 
करूँगा।' पुत्रकी यह बात सुनकर माता-पिताको बड़ा 
हर्ष हुआ। उन्होंने सारा शोक छोड़कर प्रसत्रतापूर्षक 
कहा---'बेटा ! तुमने हम दोनोंका शोक नष्ट करनेके 
लिये भगवान्‌ मृत्युञयकी आराधनारूप महान्‌ उपायका 


९९४ 


* अर्चयस्व हषीकेश यदीच्छसि पर॑ पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


५४५६५५५७१५ ३७७७७५७७७७ क कक काकड कीक ७५७ ३७७७७ ७७७७७७७७७७ ७७७७७७७७७७ ७७०७७०७७०७ ४ 


अतिपादन किया है । तात ! तुम उन्हीँकी शरणमें जाओ । 
उनसे बढ़कर दूसरा कोई भी हितैषी नहीं है। जो बात 
मनकी कल्पनामें भी नहीं आ सकती, उसे भी भगवान्‌ 
झाङ्कर सिद्ध कर देते हैं । ने कालका भी संहार करनेवाले 
हैं। बेटा! क्या तुमने नहीं सुना है, पूर्वकालमें 
काळपाइासे बैंधे हुए श्वेतकेतुकी महादेवजीने किस प्रकार 
रक्षा की? उन्होने ही समुद्रमन्थनसे प्रकट हुए 
प्रलयकालीन अभ्निके समान भयङ्कर हालाहल विषका 
पान करके तीनों लोकोंको बचाया था। जिसने तीनों 
'लोकोंकी सम्पत्ति हडप ली थी, उस महान्‌ अभिमानी 
जळंधरको अपने चरणोंकी अन्नुष्ठरेखासे प्रकट हुए 
चक्रद्वारा मौतके घाट उतार दिया था। ये बही भगवान्‌ 
घूर्जटि हैं, जिन्होंने श्रीविष्णुको बाण बनाकर एक ही 
बाणके प्रहारसे उत्पन्न हुई आगकी लपटोंसे दैत्योंके तीनों 
पुरोको फूँक डाला था । अन्धकासुर तीनों लोकोंका ऐश्वर्य 
चाकर विवेकशून्य हो गया था, किन्तु उसे भी 
महादेवजीने अपने त्रिशूलकी नोकपर रखकर दस हजार 
वर्षोतक सूर्यकी किरणोंमें सुखाया । केवल दृष्टि 
डारनेमात्रसे तीनों लोकोंको जीत लेनेवाले प्रबल 
कामदेवको उन्होंने ब्रह्मा आदि देवताओंके देखते-देखते 
जलाकर भस्म कर डाला- अनङ्गकी पदवीको पहुँचा 
दिया । भगवान्‌ शिव ब्रह्म आदि देवताओके एकमात्र 
कर्ता, मेघरूपी वृषभपर सवारी करनेवाले, अपनी 
महिमासे कभी च्युत न होनेवाले, सम्पूर्ण विश्वके आश्रय 
और जगत्की रक्षाके लिये दिव्य मणि हैं । बेटा ! तुम 
डन्हीँकी इारणमें जाओ ।' 
इस प्रकार माता-पिताकी आज्ञा पाकर मार्कण्डेयजी 
दक्षिण-समुद्रके तटपर चले गये और वहाँ विधिपूर्वक 
आपने ही नामसे एक शिवलिङ्ग स्थापित किया । तीनों 
समय खान करके वे भगवान्‌ शिवकी पूजा करते और 
पूजाके अन्तमें स्तोत्र पढ़कर नृत्य करते थे । उस स्तोत्रसे 
एक ही दिनमें भगवान्‌ शङ्कर सन्तुष्ट हो गये। 
मार्कण्डेयजीने बड़ी भक्तिके साथ उनका पूजन किया । 
जिस दिन उनकी आयु समाप्त होनेवाली थी, उस दिन 
दिवजीकी पूजामें संलग्न हो वे ज्यों ही स्तुति करनेको 


उद्यत हुए, उसी समय मृत्युको साथ लिये काल उन्हें 
लेनेके लिये आ पहुँचा । उसके गोलाकार नेत्र किनारेकी 
ओरसे लाल-लाल दिखायी दे रहे थे। साँप और बिच्छू 
ही उसके रोम थे। बड़ी-बड़ी दाढ़ोंके कारण उसका मुख 
अत्यन्त विकराल जान पड़ता था । वह काजलके समान 
काला था। समीप आकर कालने उनके गलेमें फंदा 
डाल दिया। गलेमें बहुत बड़ा फंदा लग जानेपर 
मार्कण्डेयजीने कहा--'महामते काल ! मैं जबतक 
जगदीश्वर शिवके मृत्युञ्जय नामक महास्तोत्रका पाठ पूरा 
न कर लूँ, तबतक मेरी प्रतीक्षा करो । मैं शिवजीकी स्तुति 
किये बिना कहीं नहीं जाता । भोजन और हायनतक नहीं 
करता । यह मेरा निश्चित व्रत है । संसारमें जीवन, स्त्री, 
राज्य तथा सुख भी मुझे उतना प्रिय नहीं है, जितना कि 
यह शिवजीका स्तोत्र है। यदि मैंने इस विषयमें कोई 
असत्य नात न कही हो तो इस सत्यके प्रभावसे भगवान्‌ 
महेश्वर सदा मुझपर प्रसन्न रहें ।' 

यह सुनकर काळने मार्कण्डेयजीसे हँसते-हँसते 
कहा--'ब्रह्मनू ! मालूम होता है तुमने पूर्वकालसे 
निश्चित की हुई बड़े-बूढ़ोंकी यह नात नहीं सुनी है--जो 
मूढ्बुद्धि मानव आयुके प्रथम भागमें ही धर्मका अनुष्ठान 
नहीं करता, वह वृद्ध होनेपर साथियॉसे बिछुड़े हुए 
राहीकी भाँति पश्चात्ताप करता है । आठ महीनोंमें ऐसा 
उपाय कर लेना चाहिये, जिससे वर्षाकाल्के चार महीने 
सुखसे बीतें। दिनमें ही बह काम पूरा कर ले, जिससे 
रातमें सुखसे रहे । पहली अवस्थामें ही ऐसा कार्य कर 
ले, जिससे बुढ़ापेमें सुखसे रहे । जीवनभर ऐसा कार्य 
करता रहे, जिससे मरनेके बाद सुख हो । जो कार्य कल 
करना हो, उसे आज ही कर ले । जिसे आपराह्वमें करना 
हो, उसे पूर्वाहमें ही कर डाले। काल इस बातकी 
अतीक्षा नहीँ करता कि इस पुरुषका काम पूरा हुआ है 
या नहीं । यह कार्य कर लिया; यह करना है और इस 
कार्यका कुछ अंरा हो गया है तथा कुछ नाकी है--इस 
अ्रकारकी इच्छाएँ. करते हुए पुरुषको काल सहसा आकर 
दबोच रेता है । जिसका काल नहीं आया है, बह सैकड़ों 
बाणॉसे बिध जानेपर भी नहीं मरता तथा जिसका काल 


उत्तरखण्ड ] 


+ मार्कण्डेयजीका जन्म, अमरत्व-प्राप्ति तथा मृत्युञ्जय-स्तोत्रका वर्णन « 


९१५ 


आ पहुँचा है, वह कुशके अग्रभागसे छू जानेपर भी 
जीबित नहीं रहता । मैं हजारों चक्रवर्ती राजाओं और 
सैकड़ों इन्द्रोंको भी अपना ग्रास बना चुका हूँ। अतः इस 
विषयमें तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिये ।' 
जिसका प्रयास कभी विफल नहीं होता, उस 
कालके उपर्युक्त वचन सुनकर शिवजीकी स्तुतिमे तत्पर 
रहनेवाले मार्कण्डेयजीने कहा--'काल ! भगवान्‌ 
शिवकी स्तुतिमे लगे रहनेवाले पुरुषोंके कार्यमें जो लोग 
विष्न डालते हैं, वे शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं; इसीलिये मैं 
तुम्हें मना करता हूँ। जैसे राजाके सिपाहियोंपर राजा ही 
शासन कर सकता है, दूसरा कोई नहीं, उसी प्रकार 
शिवजीके भक्तोंका परमेश्वर शिव ही शासन कर सकते 
हैं। भगवान्‌ शङ्करके सेवक पर्वतोंको भी विदीर्ण कर 
डालते हैं, समुद्रोंको भी पी जाते हैं तथा पृथ्वी और 
अन्तरिक्षको भी हिला देते हैं। इतना ही नहीं, वे ब्रह्मा 
और इन्द्रको भी तिनकेके समान समझते हैं। भला 
उनके लिये कौन-सा कार्य दुष्कर है ! भगवान्‌ शिवके 
भक्तोंपर मृत्यु, ब्रह्मा, यमराज, यमदूत तथा दूसरे कोई 
भी अपना प्रभुत्व नहीं स्थापित कर सकते । काल ! क्या 
तुमने मनीषी पुरुषोंका यह वचन नहीं सुना है कि 
शिवभक्त मनुष्योंपर कहीं भी आपत्ति नहीं आती । ब्रह्मा 
आदि सम्पूर्ण देवता क्रुद्ध हो जाये, तो भी वे उन्हें 
मारनेकी शक्ति नहीं रखते ।' 
मार्कण्डेयजीके इस प्रकार फटकारनेपर भगवान्‌ 
काल आँखें फाड़-फाड़कर उनकी ओर देखने लगे, मानो 
तीनों लोकोंको निगल जायँगे। वे क्रोधमें भरकर 
बोले--'ओ दुर्नुद्धि ब्राह्मण ! गङ्गाजीमें जितने बालूके 
कण हैं, उतने ब्रह्मओंका इस कालने संहार कर डाला 
है। इस विषयमें बहुत कहनेकी क्या आवश्यकता । मेरा 
बल और पराक्रम देखो, मैं तुम्हें अपना आस बनाता हुँ; 
तुम इस समय जिनके दास बने बैठे हो, वे महादेव 
मुझसे तुम्हारी रक्षा करें तो सही ।' 
वसिष्ठजी कहते हैं--राजन्‌! जैसे राहु 
चन्द्रमाको अस लेता है, उसी प्रकार गर्जना करते' हुए 
कालने महामुनि मार्कण्डेयको हठपूर्वक ग्रसना आरम्भ 
संध्यन्पु० ३०-7 


किया। उसी समय परमेश्वर शिव उस लिङ्गसे सहसा 
प्रकट हो गये । उनकी अवस्था, उनका रूप---सब कुछ 
अवर्णनीय था । मस्तकपर अर्धचन्द्राकार मुकुट शोभा पा 
रहा था। हुंकार भरकर मेघके समान प्रचण्ड गर्जना करते 
हुए उन्होंने तुरंत ही मृत्युकी छातीमें लात मारी । मृत्युदेव 
उनके चरण-प्रहारसे भयभीत हो दूर जा पड़े। भयंकर 
आकारवाले कारको दूर पंड़ा देख मार्कण्डेयजीने पुनः 
उस स्तोत्रसे भगवान्‌ शङ्करका स्तवन किया-- 

कैलासके शिखरपर जिनका निवासगृह है, जिन्हेनि 
मेरूगिरिका धनुष, नागराज जासुकिको प्रत्यञ्चा और 
भगवान्‌ विष्णुको अभ्रिमय बाण बनाकर तत्काल ही 
दैत्योके तीनों पुरोंको दग्ध कर डाला था, सम्पूर्ण देवता 
जिनके चरणोंकी वन्दना करते हैं, उन भगवान्‌ चन्द्र- 
शेखरकी मैं शरण लेता हुँ । यमराज मेरा क्या करेगा ? 

मन्दार, पारिजात, संतान, कल्पवृक्ष और 
हरिचन्दन--इन पाँच दिव्य वृक्षोंके पुष्पोंसे सुगन्धित 
युगल चरण-कमल जिनकी शोभा बढ़ाते हैं, जिन्हेनि 
अपने ललाटवर्ती नेत्रसे प्रकट हुई आगकी ज्यालामें 
कामदेवके शरीरको भस्म कर डाला था, जिनका 
श्रीजिग्ह सदा भस्मसे विभूषित रहता है, जो 
भव--सबकी उत्पत्तिके कारण होते हुए भी भव-- 
संसारके नाशक हैं तथा जिनका कभी विनाश नहीं होता, 
उन भगवान्‌ चन्द्रशेखरकी मैं शरण लेता हूँ। यमराज 
मेरा क्या करेगा ? 

जो मतवाले गजराजके मुख्य चर्मकी चादर ओढे 
परम मनोहर जान पड़ते हैं, ब्रह्मा और विष्णु भी जिनके 
चरण-कमलोंकी पूजा करते हैं तथा जो देवताओं और 
सिद्धोंकी नदी गङ्गाकी तरङ्गोंसे भीगी हुई शीतल जटा 
धारण करते हैं, उन भगवान्‌ चन्द्रशेखरकी मैं दारण लेता 
हूँ। यमराज मेण बया करेगा ? 

गेंडु मारे हुए सर्पराज जिनके कानोंमें कुण्डलका 
काम देते हैं, जो वृषभपर सवारी करते हैं, नारद आदि 
मुनीश्वर जिनके वैभवकी स्तुति करते हैं, जो समस्त 
भुवनेकि स्वामी, अन्थकासुरका नाश करनेवाले, 
आश्रितजनेकि लिये कल्पवृक्षके समान और यमराजको 


९१६ 


2228:202402:2202992:9220222:8:27290902:929-922:22222:40:2909-099-020930:042:3-29००९१०९०-००९:३९१००००-७७०७७०३७-००-७३५:०७०:९३५७०००७०७७७३०७-५०५७०. 


* अर्जयस्व इबीकेशै यदीच्छसि परं पदप्‌ « 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


५५७७७७७७३७ ४७3४४ *5:४5& ४:५०४४५४४४*# 6 :*&&$*»%%०»»४ ४» ५०४७७ ७४ ७४४88 # 


भी शान्त करनेवाले हैं, उन भगवान्‌ चन्द्रशेखरकी मैं 
शरण लेता हूँ। यमराज मेरा क्या करेगा ? 
जो यक्षराज कुबेरके सखा, भग देवताकी आँख 
फोड़नेवाले और सर्पोकि आभूषण धारण करनेवाले हैं, 
जिनके श्रीविग्रहके सुन्दर वामभागको गिरिराजकिशोरी 
उमाने सुशोभित कर रखा है, कालकूट विष पीनेके 
कारण जिनका कण्ठभाग नीले रंगका दिखायी देता है, 
जो एक हाथमें फरसा और दूसरेमें मृग लिये रहते हैं, उन 
भगवान्‌ चन्द्रशेखरकी मैं शरण लेता हूँ। यमराज मेरा 
क्या करेगा ? 
जो जन्म-मरणके रोगसे अस्त पुरुषोंके लिये 
औषधरूप हैं, समस्त आपत्तियॉंका निवारण और 
दक्ष-यज्ञका विनाश करनेवाले हैं, सत्त्व आदि तीनों गुण 
जिनके स्वरूप हैं, जो तीन नेत्र धारण करते, भोग और 
मोक्षरूपी फल देते तथा सम्पूर्ण पापराशिका संहार करते 
हैं, उन भगवान्‌ चन्द्रशेखरकी मैं शरण लेता हूँ। यमराज 
मेरा क्या करेगा ? 
जो भक्तोपर दया करनेवाले हैं, आपनी पूजा 
करनेवाले मनुष्योकि लिये अक्षय निधि होते हुए भी जो 
स्वयं दिगम्बर रहते हैं, जो सब भूतेकि स्वामी, परात्पर, 
अप्रमेय और उपमारहित हैं, पृथ्बी, जल, आकाश, अग्नि 
और चन्द्रमाके द्वारा जिनका श्रीविमह सुरक्षित है, उन 
भगवान्‌ चन्द्रशेखरकी मैं शरण लेता हूँ। यमराज मेरा 
क्या करेगा ? 
जो ब्रह्मारूपसे सम्पूर्ण विश्वकी सृष्टि करते, फिर 
विष्णुरूपसे सबके पालनमें संलग्न रहते और अन्तमें सारे 
अपञ्चाका संहार करते हैं, सम्पूर्ण लोकोमे जिनका निवास 
है तथा जो गणेशाजीके पार्षदाँसे घिरकर दिन-रात भाँति- 
भाँतिके खेल किया करते हैं, उन भगवान्‌ चन्द्रशेखरकी 
मैं शरण लेता हूँ। यमराज मेरा क्या करेगा ? 


मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ। मृत्यु मेरा क्या 
कर लेगी ? 

जिनके गलेमें काला दाग है, जो कलामूर्ति, 
कालाम्रिस्वरूप और कालके नाशक हैं, उन भगवान्‌ 
शिवको मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ। मृत्यु मेरा 
क्या कर लेगी? 

जिनका कण्ठ नील और नेत्र विकराल होते हुए भी 
जो अत्यन्त निर्मल और उपद्रबरहित हैं, उन भगवान्‌ 
शिवको मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ । मृत्यु मेरा 
क्या कर लेगी ? 

जो वामदेव, महादेव, विश्वनाथ और जगद्रुरु नाम 
धारण करते हैं, उन भगवान्‌ शिवको मैं मस्तक झुकाकर 
प्रणाम करता हूँ । मृत्यु मेरा क्या कर लेगी ? 

जो देवताओंके भी आराध्यदेव, जगत्के स्वामी 
और देवताओंपर भी शासन करनेवाले हैं, जिनकी 
ध्वजापर वृषभका चिह्न बना हुआ है, उन भगवान्‌ 
शिवको मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ । मृत्यु मेण 
बया कर लेगी ? 

जो अनन्त, अनिकारी, शान्त, रुद्राक्षमालाधारी 
और सबके दुःखोंका हरण करनेवाले है, उन भगवान्‌ 
शिवको मैं मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ। मृत्यु मेरा 
अया कर लेगी ? 

जो परमानन्दस्वरूप, नित्य एवं कैलल्यपद-- 
मोक्षकी प्राप्तिके कारण हैं, उन भगवान्‌ शिवको मै मस्तक 
झुकाकर प्रणाम करता हूँ। मृत्यु मेरा क्या कर लेगी ? 

जो स्वर्ग और मोक्षके दाता तथा सृष्टि, पालन और 
संहारके कर्ता हैं, उन भगवान्‌ शिवको मैं मस्तक 
झुकाकर प्रणाम करता हूँ । मृत्यु मेरा क्या कर लेगी ? 

खस्िष्ठजी कहते हैं-मार्कण्डेयजीके द्वारा किये 
हुए इस स्तोत्रका जो भगवान्‌ शाङ्करके समीप पाठ करेगा, 


रु अर्थात्‌ दुःखको दूर करनेके कारण जिन्हें रुद्र उसे मृत्युले भय नहीं होगा--यह मैं सत्य-सत्य कहता 
कहते हैं, जो जीवरूपी पशुऑका पालन करनेसे हूँ। बुद्धिमान्‌ मार्कण्डेयके इस प्रकार स्तुति करनेपर 
पझुपति, स्थिर होनेसे स्थाणु, गळेमें नीला चिह्न घारण महादेवजीने उन्हें अनेक कल्पोलककी असीम आयु 
करनेसे नीलकण्ठ और भगवती उमाके स्वामी होनेसे प्रदान की! इस प्रकार देवाधिदेव महादेबजीके प्रसादसे 
उमापति नाम धारण करते हैं, उन भगवान्‌ शिवको मैं अमरत्व पाकर महातेजस्वी मार्कण्डेयने बहुत-से अल्यके 


उत्तरखण्ड ] = माध-स््रानके स्ये मुख्य-युख्य तीर्थ और नियम » २९७ 


४४३५४४५५५७७७ ५७७५७७७७७७ ७७७७७७७०६७ ७ ७३७ ७७७७७७७७७७. ७७४ ३७७६004666 3966469044 20342. 


दृश्य देखे हैं। वरदान पानेके अनन्तर महामुनि इस पृथ्वीपर विचरने लगे । यमराज भी भगवान्‌ शळूरकी 
मार्कण्डेयने पुनः अपने आश्रममें लौटकर माता-पिताको स्तुति करके अपने लोकमें चले गये। राजन्‌ ! मृगश्ङ्ग 
अणाम किया । फिर उन्होंने भी पुत्रका अभिनन्दन किया। मुनि सदा माघस्त्रान किया करते थे। उसीके माहात्म्यसे 
उसके बाद मार्कण्डेयजी तीर्थयात्रामें प्रवृत्त होकर सदा उनकी सन्तान इस प्रकार सौभाग्यशालिनी हुई। 


ज्र कणाच 
माघ-स्रानके लिये मुख्य-मुख्य तीर्थ और नियम 
राजा दिलीपने पूछा--मुने! आप तीर्थ है, नह पितरोंके लिये तृप्तितामक और हितकर है । 


इक्ष्वाकुवंशके गुरु और महात्मा हैं। आपको नमस्कार 
है! माघस्रानमें संलग्न रहनेवाले पुरुषॉके लिये 
कौन-कौनसे मुख्य तीर्थ हैं? उनका विस्तारके साथ 
वर्णन कीजिये। मैं सुनना चाहता हूँ। 

खसिष्ठजीने कहा--राजन्‌! माघ मास आनेपर 
बस्तीसे नाहर जहाँ-कहीं भी जल हो, उसे सब ऋषियोंने 
गङ्लाजलके समान बतलाया है; तथापि मैं तुमसे 
विशेषतः माघस्रानके लिये मुख्य-मुख्य तीर्थोका वर्णन 
करता हूँ। पहला है--तीर्थराज प्रयाग। चह बहुत 
विख्यात तीर्थ है। प्रयाग सन तीर्थोमे कामनाकी पूर्ति 
करनेवाला तथा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष--चारों 
पुरुषार्थोको देनेवाला है। उसके सिवा तैमिषारण्य, 
कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, उज्जैन, सरयू, यमुना, द्वारका, 
अमरावती, सरस्वती और समुद्रका सङ्गम, गङ्गा-सागर- 
संगम, काञ्ची, त्र॒यम्बक तीर्थ, सप्त-गोदावरीका तर, 
कालङ्जर, प्रभास, बदरिकाश्रम, महालय, ऑकारक्षेत्र, 
पुरुषोत्तम क्षेत्र--जगन्नाथपुरी, गोकर्ण, भृगुकर्ण, 
भृगुतुङ्ग, पुष्कर, तुङ्गभद्रा, कावेरी, कृष्णा-वेणी, नर्मदा, 
सुवर्णमुखरी तथा वेगवती नदी--ये सभी माघ मासमें 
सान करमेवालोके लिये मुख्य तीर्थ हैं। गया नामक जो 


ये भूमिपर विराजमान तीर्थ हैं, जिनका मैने तुमसे वर्णन 
किया है ! राजन्‌ ! अब मानस तीर्थ बतलाता हूँ, सुनो । 
उनमें भलीभाँति स्नान करनेसे मनुष्य परम गतिको प्राप्त 
होता है। सत्यतीर्थ, क्षमातीर्थ, इन्द्रिय-निग्रहतीर्थ, 
सर्वभूतदयातीर्थ, आर्जव (सरलता) -तीर्थ, दानतीर्थ, 
दम (मनोनिग्रह) -तीर्थ, सन्तोषतीर्थ, ब्रह्मचर्यतीर्थ, 
नियमतीर्थ, मन्त्र-जपतीर्थ, प्रियभाषणतीर्थ, ज्ञानतीर्थ, 
चैर्यतीर्थ, अहिसातीर्थ, आत्मतीर्थ, ध्यानतीर्थ और 
शिवस्मरण-तीर्थ--ये सभी मानस तीर्थ हैं। मनकी 
शुद्धि सन तीर्थोसे उत्तम तीर्थ है । दारीरसे जलमें डुबकी 
लगा लेना ही खान नहीं कहलाता। जिसने मन और 
इन्द्रियेकि संयममें स्नान किया है, वास्तवमें उसीका सान 
सफल है; क्योंकि वह पवित्र एवं स्नेहयुक्त चित्तवाला 
माना गया है।* 

जो लोभी, चुगलखोर, क्रूर, दम्भी और विषय- 
लेलुप है, वह सम्पूर्ण तीर्थोमें स्नान करके भी पापी और 
मलिन ही बना रहता है; केबल शरीरकी मैल छुड़ानेसे 
मनुष्य निर्मल नहीं होता, मनकी मैल धुलनेपर ही वह 
अत्यन्त निर्मल होता है। जलचर जीव जलमें ही जन्म 
लेते और उसीमें मर जाते हैं; किन्तु इससे जे स्वर्गमे नहीं 


+ सत्यं तीथै क्षमा तीथै तीर्थमिन्द्रियनिअहः ॥ 
सर्वभूतदया तीर्थ तीर्थमार्जममेब च। दानं तीथै दमस्तीथै संतोषस्तीर्थमेव च॥ 
अझचर्य परं तीर्थ नियमस्तीर्थमुच्यते | मन्त्राणो तु जपस्तीथै तीर्थं तु प्रियवादिता ॥ 
ञानं तीथै धृतिस्तोर्थमहिसा तीर्थमेव च। आलतीथै ध्यानठीथै पुनस्तीथै शिबस्मृतिः ॥ 


तीर्थानामुत्तमं तीथ ` विशुद्धिर्मसः पुनः । न 


जलाघ्नुतदेहस्थ स्रानमित्यभिघीयते ॥ 


स. स्त्रातो यो दमरूात: शुचिस्तिग्घमना मतः । 


(२३७॥ १२-१७) 


९१८ 


» अर्चयस्व हषीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


जाते, क्योंकि उनके मनकी मैल नहीं धुल रहती। 
विषयोंमें जो अत्यन्त आसक्ति होती है, उसोको मानसिक 
मल कहते हैं। विषयोंकी ओरसे वैराग्य हो जाना ही 
मनकी निर्मलता है । दान, यज्ञ, तपस्या, नाहर-भीतरकी 
शुद्धि और शास्त्र-शान भी तीर्थ ही हैं । यदि अन्तःकरणका 
भाव निर्मल हो तो ये सब-के-सब तीर्थ ही हैं। जिसने 
इन्द्रिय-समुदायको काबूमें कर लिया है, वह मनुष्य 
जहाँ-जहाँ निवास करता है, वहीं-वहीं उसके लिये 
कुरुक्षेत्र, नैमिषारण्य और पुष्कर आदि तीर्थ प्रस्तुत हैं । जो 
ज्ञानसे पवित्र, ध्यानरूपी जलसे परिपूर्ण और राग- 
द्वेषरूपी मलको धो देनेवाला है, ऐसे मानस तीर्थमें जो 
स्नान करता है, बह परम गतिको प्राप्त होता है । राजन्‌ ! 
यह मैंने तुम्हें मानस तीर्थका लक्षण बतलाया है । 

अब भूतलके तीर्थॉकी पवित्रताका कारण सुनो। 

जैसे शरीरके कुछ भाग परम पवित्र माने गये हैं, उसी 
अकार पृथ्वीके भी कुछ स्थान अत्यन्त पुण्यमय माने जाते 
हैं। भूमिके अद्भुत प्रभाव, जलकी शक्ति और मुनियोंके 
अनुग्रहपूर्वक निवाससे तीथॉको पवित्र बताया गया है; 
इसलिये भौम और मानस सभी तीथॉमें जो नित्य स्नान 
करता है, वह परम गतिको प्राप्त होता है। प्रचुर 
दक्षिणावाले अग्निष्टोम आदि यजसे यजन करके भी 
मनुष्य उस फलको नहीं पाता, जो उसे तीर्थॉमें जानेसे 
आप्त होता है । जिसके दोनों हाथ, दोनों पैर और मन 
भलीभाँति काबूमें हों तथा जो विद्या, तप और कीर्तिसे 
सम्पन्न हो, वह तीर्थके फलका भागी होता है। जो 
भ्तिग्रहसे निवृत्त, जिस-किसी वस्तुसे भी संतुष्ट 
रहनेवाला और आहङ्कारसे मुक्त है, वह तीर्थके फलका 
भागी होता है । श्रद्धापूर्वक एकाग्रचित्त हो तीथॉकी यात्रा 
करनेवाला धीर पुरुष कृतप्न हो तो भी सुद्ध हो जाता है; 
फिर जो शुद्ध कर्म करता है, उसकी तो नात ही क्या है ? 
नह मनुष्य पञ्चु-पक्षियॉकी -योमिमें नहीं पड़ता, बुरे देशमें 
जन्म नहीं लेता, दुःखका भागी नहीं होता, स्वर्गलोकमें 
जाता और मोक्षका उपाय भी आप्त कर लेता है। 
अश्रद्धालु, पापात्मा, नास्तिक, संशयात्मा और केवळ 
युक्तिबादका सहारा लेनेवाला--ये पाँच प्रकारके मनुष्य 


तीर्थफलके भागी नहीं होते। जो शास्त्रोक्त तीथोॉमें 
विधिपूर्वक विचरते और सब प्रकारके द्वन्द्वको सहन 
करते हैं, चे घीर मनुष्य स्वर्गलोकमें जाते हैं । तीर्थमें 
अर्घ्य और आवाहनके बिना ही श्राद्ध करना चाहिये। 
चह श्राद्धके योग्य काल हो या न हो, तीर्थमें बिना 
विलम्ब किये श्राद्ध और तर्पण करना उचित है; उसमें 
विघ्र नहीं डालना चाहिये। अन्य कार्यके प्रसङ्गसे भी 
तीर्थमें पहुँच जानेपर स्नान करना चाहिये । ऐसा करनेसे 
तीर्थयात्राका नहीं, परन्तु तीर्थस्लानका फल अवश्य प्राप्त 
होता है। तीर्थमें नहानेसे पापी मनुष्योंके पापको शान्ति 
होती है। जिनका हृदय शुद्ध है, उन मनुष्योंको तीर्थ 
काख्रोक्त फल प्रदान करनेनाला होता है। जो दूसरेके 
लिये तीर्थयात्रा करता है, वह भी उसके पुण्यका 
सोलहवाँ अंश आ कर लेता है। कुशकी प्रतिमा 
बनाकर तीर्थके जलमें उसे स्नान करावे। जिसके 
उद्देश्यसे उस प्रतिमाको स्त्रान कराया जाता है, वह पुरुष 
तीर्थस्नानके पुण्यका आठवाँ भाग प्राप्त करता है । तीर्थमें 
जाकर उपवास करना और सिरके बालोंका मुण्डन 
कराना चाहिये । मुण्डनसे मस्तकके पाप नष्ट हो जाते हैं। 
जिस दिन तीर्थमें पहुँचे, उसके पहले दिन उपवास करे 
और दूसरे दिन श्राद्ध एवं दान करे । तीर्थके प्रसङ्गमें मैने 
श्राद्धको भी तीर्थ बतलाया है। यह स्वर्गका साधन तो 
है ही, मोक्षप्रापिका भी उपाय है । 

इस प्रकार नियमका आश्रय ले माघ मासमें ब्रत 
अहण करना चाहिये और उस समय ऐसी ही तीर्थयात्रा 
करनी चाहिये। माघ मासमें स्त्रान करनेवाला पुरुष सन 
जगह कुछ-न-कुछ दान अवश्य करे । बेर, केला और 
आँबलेका फल, सेरभर घी, सेरभर तिल, पान, एक 
आढक (सोलह सेर) चावल, कुम्हड़ा और खिचड़ी-- 
ये नौ वस्तुएँ प्रतिदिन ब्राह्मणोंको दान करनी चाहिये । 
जिस किसी प्रकार हो सके, माघ मासको व्यर्थ नहीं जाने 
देना चाहिये । किञ्जित्‌ सूर्योदय होते-होते माघस्तरान करना 
चाहिये । तथा माघ-स्त्रान करनेवाले पुरुषको यथाशक्ति 
झौच-सन्तोष आदि नियमॉका पालन करना चाहिये । 
विशेषतः ब्राह्मणों और साधु-संन्यासियोंको पकवान 


उत्तरखण्ड ] 


* माघ मासके स्त्रानसे सुक्रतको दिव्यलोककी प्राप्ति « 


५५५५७७४७५५ ५७३७३७३ दद दक कक ७७७७७५७७७७ ७७५७ ६७4 243434 $# 3» &:»»+४४४+#&४*& 2०&*&»४ #5<. 


९९९ 


भोजन कराना चाहिये ! जाड़ेका कष्ट दूर करनेके लिये 
बोझ-के-बोझ सुखे काठ दान करे। रूईभरा अंगा, 
य्या, गद्दा, यज्ञोपवीत, लाल वस्त्र, रूईदार रजाई, 
जायफल, लरौंग, बहुत-से पान, विचित्र-विचित्र 
कम्बल, इवासे बचानेवाले गृह, मुलायम जूते और 
सुगन्धित उबटन दान करे । माघस्नानपूर्वक घी, कम्बल, 
पूजनसामग्री, काला अगर, धूप, मोटी बत्तीवाले दीप 
और भाति-भातिके नैवेद्यसे माघस्नानजनित फलकी 


अप्तिके ल्ियि भगवान्‌ माघवकी पूजा करे । माघ मासमें 
डुबकी लगानेसे सारे दोष नष्ट हो जाते हैं और अनेकों 
जन्भोके उपार्जित सम्पूर्ण महापाप तत्काळ विलीन हो 
जाते हैं। यह माघस्नान ही मङ्गलका साधन है, यही 
वास्तवमें धनका उपार्जन है तथा यही इस जीजनका फल 
है। भला, भाघस्त्रान, मनुष्योंका कौन-कौन-सा कार्य 
नहीं सिद्ध करता ? वह पुत्र, मित्र, कलत्र, राज्य, स्वर्ग 
तथा मोक्षका भी देनेवाला है । 


— + — 


माघ मासके स्त्रानसे सुब्रतको दिव्यलोककी प्राप्ति 


बसिष्ठजी कहते हैं--राजन्‌! सुनो, मैं तुमसे 
सुत्रतके चरित्रका वर्णन करता हूँ। यह शुभ प्रसङ्ग 
श्रोताओंके समस्त पापॉको तत्काल हर लेनेवाला है। 
नर्मदाके रमणीय तटपर एक बहुत बड़ा अग्रहार 
ब्राह्मणोंको दानमें मिला हुआ गाँव था। वह ऊोगोंमें 
अकलङ्क नामसे विख्यात था, उसमें वेदोंके ज्ञाता और 
धर्मात्मा ब्राह्मण निवास करते थे। वह धन-धान्यसे भरा 
था और वेदोंके गम्भीर घोषसे सम्पूर्ण दिशाओंको 
मुखरित किये रहता था । उस गाँवमें एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, 
जो सुब्रतके नामसे विख्यात थे । उन्होने सम्पूर्ण बेदोंका 
अध्ययन किया था। देदार्थके बे अच्छे ज्ञाता थे, 
धर्मशास्त्रॉके अर्थका भी पूर्ण ज्ञान रखते थे, पुराणोंकी 
व्याख्या करनेमें वे बड़े कुशल थे। वेदाङ्गोंका अभ्यास 
करके उन्होंने तर्कशास्त्र, ज्यौतिषशासत्र, गजनिद्या, 
अश्वविद्या, चौसठ कलाएँ, मन्त्रशास््र, सांख्यशास्त्र तथा 
योगशासत्रका भी अध्ययन किया था। ये अनेक देशॉकी 
लिपियाँ और नाना प्रकारकी भाषाएँ जानते थे। यह सब 
कुछ उन्होंने धन कमानेके लिये ही सीखा था तथा 
'लोभसे मोहित होनेके कारण अपने भिन्न-भिन्न गुरुओंको 
गुरुदक्षिणा भी नहीं दी थी । उपायोंके जानकार तो थे ही, 
उन्होंने उक्त उपायोंसे बहुत-कुछ धनका उपार्जन किया । 
उनके मनमें बड़ा लोभ था; इसल्ये वे अन्यायसे भी 
धन कमाया करते थे। जो वस्तु बेचनेके योग्य नहीं है, 
उसको भी बेचते और जंगरुकी वस्तुका भी विक्रय 


किया करते थे; उन्होंने चाण्डाल आदिसे भी दान लिया, 
कन्या बेची तथा गौ, तिल, चावल, रस और तेलका भी 
विक्रय किया। वे दूसरॉके लिये तीर्थमें जाते, दक्षिणा 
लेकर देवताकी पूजा करते, वेतन लेकर पढ़ाते और 
दूसरॉके घर खाते थे; इतना ही नहीं, वे नमक, पानी, 
दूध, दही और पक्कान्न भी बेचा करते थे। इस तरह 
अनेक उपायॉसे उन्होने यत्रपूर्वक धन कमाया । घनके 
पीछे उन्हेनि नित्य-नैमित्तिक कर्मतक छोड़ दिया था। न 
खाते थे, न दान करते थे। हमेशा अपना धन गिनते 
रहते थे कि कब कितना जमा हुआ ! इस प्रकार उन्होंने 
एक लाख -स्वर्णमुद्राएँ उपार्जित कर लीं । घनोपार्जनमें 
लगे-लगे ही वृद्धावस्था आ गयी और सारा शरीर जर्जर 
हो गया। कालके प्रभावसे समस्त इन्द्रियाँ शिथिल हो 
'गयीं। आब चे उठने और कहीं आने-जानेमें असमर्थ हो 
गये। धनोपार्जनका काम बंद हो जानेसे ख्रीसहित 
ब्राह्मण देवता बहुत दुःखी हुए। इस अकार चिन्ता 
करते-करते जब उनका चित्त बहुत व्याकुल हो गया, 
तब उनके मनमें सहसा विवेकका दुर्भाव हुआ । 
सुब्रत अपने-आप कहने लूगें--मैंने नीच 
अतिम्रहसे, नहीं बेचने योग्य वस्तुओकि बेचनेसे तथा 
-तपस्या आदिका भी विक्रय करनेसे यह धन जमा किया 
है; फिर भी मुझे शान्ति नहीं मिली । मेरी तृष्णा अत्यन्त 
दुस्सह है। यह मेरु पर्वतके समान असंख्य सुवर्ण 
पानेकी अभिलाषा रखती है। अहो ! मेरा मन महान्‌ 


१२० 


* अर्चयस्व हषीकेशं यदीस्छसि परं पदम्‌ « 


£ संक्षिप्त पद्मपुराण 


कष्टदायक और सम्पूर्ण छेशोंका कारण है। सब 
“कामनाओंको पाकर भी यह फिर दूसरी-दूसरी नवीन 
कामनाओंको प्राप्त करना चाहता है। बूढ़े होनेपर सिरके 
बाल पक जाते हैं, दाँत टूट जाते हैं, आँख और कार्नोकी 
शक्ति भी क्षीण हो जाती है; किन्तु एक तृष्णा ही ऐसी 
है, जो उस समय भी नित्य तरुण होती जाती है। जिसके 
मनमें कष्टदायिनी आशा मौजूद है, वह विद्वान्‌ होकर भी 
अज्ञानी है, अशान्त है, क्रोधी है और बुद्धिमान्‌ होकर भी 
अत्यन्त मूर्ख है। आशा मनुष्यॉको नष्ट करनेवाली है, 
उसे अम्रिके समान जानना चाहिये; अतः जो विद्वान्‌ 
सनातन पदको प्राप्त करना चाहता हो, वह आशाका 
परित्याग कर दे। बल, तेज, यश, विद्या, सम्मान, 
शास्त्रज्ञान तथा उत्तम कुलमें जन्म--इन सबको आशा 
शीघ्र ही नष्ट कर देती है । मैंने भी इसी प्रकार बहुत केरा 
उठाकर यह घन कमाया है। वृद्धावस्थाने मेरे शरीरको 
भी गला दिया और सारा बल भी हर लिया। अबसे मैं 
श्रद्धापूर्वक परलोक सुधारनेके लिये प्रयत्न करूँगा। 
ऐसा निश्चय करके ब्राह्मण देवता जब धर्मके 
मार्गपर चलनेके लिये उत्सुक हुए, उसी दिन रातमें कुछ 
चोर उनके घरमें घुस आये। आधी रातका समय था; 
आततायी चोरोने ब्राह्मणको खुन कसकर बाँध दिया 
और सारा घन लेकर चंपत हुए। चोरोंके द्वारा घन छिन 
जानेपर ब्राह्मण अत्यन्त दारुण विलाप करने 
लगा-'हाय ! मेरा घन कमाना धर्म, भोग अथवा 
मोक्ष--किसी भी काममें नहीं आया। न तो मैने उसे 
भोगा और न दाम ही किया। फिर किसलिये धनका 
उपार्जन किया ? हाय ! हाय! मैंने अपने आत्माको 
घोखेमें डालकर यह क्या किया ? सब जगहसे दान 
लिया और मदिरातकका विक्रय किया। पहले तो एक 
ही गौका अतिम्रह नहीं लेना चाहिये। यदि एकको ले 
लिया तो दूसरीका अतिग्रह लेना कदापि उचित नहीं है। 
उस गौको भी यदि बेच दिया जाय तो वह सात 
पीढ़ियॉको दग्ध कर देती है । इस बातको जानते हुए भी 
मैने लोभवश ऐसे-ऐसे पाप किये हैं। घन कमानेके 
जोझमें मैंने एक दिन भी एकाग्रचित्त होकर अच्छी तरह 


सन्ध्योपासना नहीं की । अगर्भ (ध्यानरहित) या सगर्भ 
(घ्यानसहित) प्राणायाम भी नहों किया | तीन बार जल 
पीकर और दो बार ओठ पॉछकर भलीभाँति आचमन 
नहीं किया। उताबली छोड़कर और हाथमें कुशकी 
पवित्री लेकर मैंने कभी गायत्रीमन्त्रका वाचिक, उपांशु 
अथवा मानस जप भी नहीं किया। जीवॉका बन्धन 
छुड़ानेवाले महादेवजीकी आराधना नहीं की | जो मन्त्र 
पढ़कर अथवा बिना मन्त्रके ही शिर्वालङ्गके ऊपर एक 
पत्ता या फूल डाल देता है, उसकी करोड़ों पीढ़ियॉका 
उद्धार हो जाता है; किन्तु मैंने कभी ऐसा नहीं किया। 
सम्पूर्ण पापोंका नाश करनेवाले भगवान्‌ विष्णुको कभी 
सन्तुष्ट नहीं किया। पाँच प्रकारकी हत्याओकि पाप 
शान्त करनेवाले पञ्चयज्ञोंका अनुष्ठान नहीं किया। 
स्वर्गलोककी प्राप्ति करानेबाले अतिथिके सत्कारसे भी 
वञ्चित रहा! संन्यासीका सत्कार करके उसे अन्नकी 
भिक्षा नहीं दी । ब्रह्मचारीको विधिपूर्वक अतिथिके योग्य 
भोजन नहीं दिया। 

“मैने ब्राह्मणॉको भाँति-भांतिके सुन्दर एके महीन 
चसन नहीं अर्पण किये । सब पापोँका नाश करनेके लिये 
प्रज्वलित अग्निमें घीसे भीगे हुए मन्त्रपूत तिलोंका हवन 
नहीं किया । श्रीसूक्त, पावमानी ऋचा, मण्डल ब्राह्मण, 
पुरुषसूक्त और परमपवित्र शतरुद्रिय मन्त्रका जप नहीं 
किया। पीपलके वृक्षका सेवन नहीं किया। अर्क- 
त्रयोदशीका ब्रत त्याग दिया। बह भी यदि सातको 
अथवा शुक्रवारके दिन पड़े, तो तत्काळ सब पापोॉको 
हरनेवाली है; किन्तु मैंने उसकी भी उपेक्षा कर दी । ठंढी 
छायाबाले सघन वृक्षका पौधा नहीं लगाया । सुन्दर 
चाव्या और मुलायम गद्देका दान नहीं किया । पेखा, 
छतरी, पान सथा मुखको सुगन्धित करनेवाली और कोई 
वस्तु भी ब्राह्मणको दान नहीं दी। नित्य श्राद्ध, भूतबलि 
तथा अतिथि-पूजा भी नहीं की। उपर्युक्त उत्तम 
बस्तुओंका जो लोग दान करते हैं, थे पुण्यके भागी 
मनुष्य यमलोकमें यमराजको, यमदूतोको और 
यमलोककी यातनाओको नहीं देखते; किन्तु मैंने यह भी 
नहीं किया। गौओको आस नहीं दिया। उनके शरीरको 


उत्तरखण्ड ] 


* सनातन मोक्षमार्ग और मन्त्रदीक्षाका वर्णन ० 


९२१ 


७०००००००००००१:९१९७७०७०७०:००७७००००००७०७७७७००१:९३००१९०५९००९००००००१:००९९०००१०००:९३:७९९१००९१००७७००७००:९:००:७७२५९३:७०००७. 


कभी नहीं खुजलाया, कीचड़में फैंसी हुई गौको, जो 
गोलोकमें सुख देनेवाली होती है, मैंने कभी नहीं 
निकाला । याचर्कोको उनकी मुँहमाँगी वस्तुएँ देकर कभी 
सन्तुष्ट नहीं किया । भगवान्‌ विष्णुकी पूजाके लिये कभी 
तुलसीका वृक्ष नहीं लगाया । शालग्रामशिलाके तीर्थभूत 
चरणामृतको न तो कभी पीया और न मस्तकपर ही 
चढ़ाया । एक भी पुण्यमयी एकादशी तिथिको उपवास 
नहीं किया । शिवलोक प्रदान करनेवाली शिवरात्रिका भी 
त्रत नहीं किया । वेद, शास्त्र, धन, स्त्री, पुत्र, खेत और 
अटारी आदि वस्तुएँ इस लोकसे जाते समय मेरे साथ 
नहीं जायगी । अब तो मै बिलकुल असमर्थ हो गया; 
अतः कोई उद्योग भी नहीं कर सकूँगा। क्या करूं, कहाँ 
जाऊँ । हाय ! मुझपर बड़ा भारी कष्ट आ पड़ा । मेरे पास 
परलोकका राहखर्च भी नहीं है।' 
इस प्रकार व्याकुलचित्त होकर सुब्रतने मन-ही-मन 
विचार किया--'अहो ! मेरी समझमें आ गया, आ 
गया, आ गया। मैं धन कमानेके लिये उत्तम देश 
काइमीरको जा रहा था। मार्गमें भागीरथी गङ्गाके तटपर 
मुझे कुछ ब्राह्मण दिखायी दिये, जो वेदोंके पारगामी 
विद्वान्‌ थे । बे प्रातःकाल माघस्रान करके बैठे थे। वहाँ 
किसी पौराणिक विद्वान्ते उस समय यह आधा इलोक 


कहा था-- 

माघे निमम्ाः सलिले सुशीते 
विमुक्तपापास्बरिदिवं प्रधान्ति ॥ 

(२३८।७८) 

“माघ मासमें शीतल जलके भीतर डुबकी रूगाने- 
चाले मनुष्य पापमुक्त हो स्वर्गलोकमें जाते है ।' 

पुराणमेंसे मैंने इस इलोकको सुना है । यह बहुत ही 
आमाणिक है; अतः इसके अनुसार मुझे माघका स्नान 
करना ही चाहिये। 

'मन-ही-मन ऐसा निश्चय करके सुन्रतने अपने 
मनको सुस्थिर किया और नौ दिनोंतक नर्मदाके जलमें 
माघ मासका स्त्रान किया | उसके बाद ख्रान करनेकी भी 
शक्ति नहीं रह गयी। चे दसवें दिन किसी तरह 
नर्मदाजीमे गये और विधिपूर्वक सत्रान करके तटपर 
आये। उस समय शीतसे पीड़ित होकर उन्होने प्राण 
त्याग दिया। उसी समय मेरुगिरिके समान तेजस्वी 
विमान आया और माघस्नानके प्रभावसे सुव्रत उसपर 
आरूढ़ हो स्वर्गलोकको चले गये । वहाँ एक मन्वन्तर- 
तक निवास करके वे पुनः इस पृथ्वीपर ब्राह्मण हुए! 
फिर प्रयागमें माघस्त्रान करके उन्होंने ब्रह्मलोक 
प्राप्त किया । 


— + — 
सनातन मोक्षमार्ग और मन्त्रदीक्षाका वर्णन 
राजा दिलीपने पूछा-भगवन्‌! आपने महाभाग ! यह हमें बताइये, हमारे ऊपर कृपा कीजिये ।' 


वर्णाश्रमधर्म तथा नित्य-नैमित्तिक कर्मोंसहित सम्पूर्ण 
धर्मका वर्णन किया। अब मैं सनातन मोक्ष-मार्गका 
वर्णन सुनना चाहता हूँ। आप उसे सुनानेकी कृपा करें। 
सम्पूर्ण मन्त्रोंमें कौन-सा ऐसा मन्त्र है, जो संसाररूपी 
रोगकी एकमात्र औषध हो ? सब देनताओंमें कौन मोक्ष 
प्रदान करनेवाला श्रेष्ठ देवता है? यह सन बताइये । 
चसिष्ठजी बोले--राजन्‌ ! प्राचीन कालकी बात 
है--यज्ञ और दानमे लगे रहनेवाले सम्पूर्ण महर्षियोने 
ब्रह्माजीके पुत्र मुनिश्रेष्ठ नारदजीसे प्रश्न किया 
“भगवन्‌ ! हम किस मन्त्रसे परमपदको प्रा होंगे ? 


नारदजीने कहा--महर्षियो! पूर्वकालमें 
सनकादि योगियोंने एकान्तम बैठे हुए ब्रह्माजीसे परम 
दुर्लभ मोक्ष-मार्गके विषयमें प्रश्न किया । 

तब ब्रह्माजीने कहा--सम्पूर्ण योगीजन परम 
उत्तम मोक्ष-मार्गका वर्णन सुनें। बड़े सौभाग्यकी बात है 
कि आज मैं इस अद्भुत रहस्यका वर्णन करूंगा । समस्त 
देवता और तपस्वी ऋषि भी इस रहस्यको नहीं जानते। 
सुष्टिकि आदिमे अविनाशी भगवान्‌ नारायण मुझपर 
असन्न हुए। उस समय मैंने उन पुरणपुरुषोत्तमसे 
पूछा--'भगवन्‌ ! किस मन्त्रसे मनुष्योंका इस संसारसे 


९२२ 


४2५४५६४४४४ १५ ७०७५५७५५५३ ७ ७७७७१७७७७७ ७०७३६६७७७७ ००» ५४*«/*#*»**»» ००० 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


अर मकर 3 ७७७७७ ७७७ '3९०३५७५५५५७४४००५५.०४७५७४५५४४७# ४6०5४». 


डद्धार होगा ? इसको यथार्थरूपसे बतलाइये। इससे 
सब लोगोंका हित होगा। कौन-सा ऐसा मन्त्र है, जो 
बिना पुरक्षरणके ही एक बार उच्चारण करनेमात्रसे 
मनुष्योंको परमपद प्रदान करता है ।' 
भगवान्‌ बोले--महाभाग ! तुम सब लोकोंके 
हितैषी हो । तुमने यह बहुत उत्तम बात पूछी है। अतः मैं 
तुम्हें बह रहस्य बतलाता हूँ, जिसके द्वारा मनुष्य मुझे प्राप्त 
कर सकते हैं। लक्ष्मी और नारायण--ये दो मन्त्ररल 
शरणागतजनोंकी रक्षा करते हैं। सब मन्त्रॉकी अपेक्षा ये 
शुभकारक हैं। एक बार स्मरण करनेमात्रसे ये परमपद 
अदान करते हैं। लक्ष्मीनारायण मन्त्र सब फलोंको 
देनेवाला है। जो मेरा भक्त नहीं है, बह इस मन्त्रको 
पानेका अधिकारी नहीं है। उसे यल्रपूर्वक दूर रखना 
चाहिये । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री, शूद्र तथा इतर 
जातिके मनुष्य भी यदि मेरै भक्त हों तो वे सभी इस 
मन्त्रको पानेके अधिकारी हैं। जो शरणमें आये हों, मेरे 
सिवा .दूसरेका सेबन न करते हों तथा अन्य किसी 
साधनका आश्रय न लेते हों---ऐसे लोगोंको इस उत्तम 
मन्त्रका उपदेश देना चाहिये । यह सबको शरण देनेवाल 
मन्त्र है। एक बार उच्चारण: करनेपर भी यह आर्त 
आणियॉको शीघ्र फल प्रदान करनेबाला है। आर्त, 
जिज्ञासु, आर्थाथी अथवा ज्ञानी--जो कोई भी एक बार 
मेरी शरणमें आ जाता है, उसे उक्त मन्त्रका पूरा फल 
मिळता है । जो भक्तिहीन, अभिमानी, नास्तिक, कृतप्न एवं 
श्रद्धारहित हो, सुननेकी इच्छा न रखता हो तथा एक 
चर्षतक साथ न रह चुका हो--एऐसे मनुष्यको इस मन्त्रका 
उपदेश महीं देना चाहिये। जो काम-क्रोधसे भुक्त और 
दम्भ-लोभसे रहित हो तथा अनन्य भक्तियोगके द्वारा मेरी 
सेवा करता हो, उसे विधिपूर्वक इस उत्तम मन्त्र-रत्रका 
उपदेश करना उचित हैं। 
मेरी आराधना करना, मुझमें समस्त कर्मोका अर्पण 
करना, अनन्यभानसे मेरी शरणमें आना, मुझे सब 
कर्मोका फल अत्यन्त विश्वासपूर्वक समर्पित कर देना, 
मेरे सिवा और किसी साधनपर भरोसा न रखना तथा 


अपने लिये किसी वस्तुका संग्रह न करना--ये सब 
'झरणागत भक्तके नियम हैं । ऐसे गुणोंसे युक्त पुरुषको 
इस उत्तम मन्त्रका उपदेश देना चाहिये । उक्त मन्त्रका मैं 
सर्वव्यापी सनातन नारायण ही ऋषि हूँ। लक्ष्मीके साथ 
मैं ही इसका देवता भी हूँ अर्थात्‌ वात्सल्य रसके समुद्र, 
सम्पूर्ण लोकोंके ईश्वर, श्रीमान्‌, सुशील, सुभग, सर्वज्ञ, 
सर्वशक्तिमान्‌, निरन्तर पूर्णकाम, सर्वव्यापक, सबके 
बन्धु और कृपामयी सुधाके सागर लक्ष्मीसहित मैं 
नारायण ही इसका देवता हूँ। अतः मेरी आनुगामिनी 
लक्ष्मीदेवीके साथ मुझ विश्वरूपी भगवानका ध्यान 
करना चाहिये । अपनी इन्द्रयोंको वशमें करके पवित्र हो 
उक्त मन्त्ररलद्वारा गन्ध-पुष्प आदि निवेदन करके शङ्ख, 
चक्र, गदा और पद्य घारण करनेवाले दिव्यरूपधारी मुझ 
विष्णुका मेरे वामाङ्कमें विराजमान लक्ष्मीसहित पूजन 
करे । प्रजापते ! इस प्रकार एक बार पूजा करनेपर भी मैं 
सन्तुष्ट हो जाता हूँ। 

ब्रह्माजीने कहा--नाथ ! आपने इस उत्तम 
रहस्यका भलीभाँति वर्णन किया तथा मन्त्ररलके 
प्रभावको भी बतलाया, जो मनुष्योंको सब प्रकारकी 
सिद्धिका प्रदान करनेवाल्म्र है। आप सम्पूर्ण लोकोंके 
पिता, माता, गुरु, स्वामी, सखा, भ्राता, गति, शरण और 
सुहृद्‌ हैं। देवेश्वर ! मैं तो आपका दास, शिष्य तथा 
सुहृद्‌ हूँ। अतः दयासिन्धो ! मुझे अपनेसे अभिन्न बना 
लीजिये । सर्वज्ञ! अब आप इस समय सब लोगोंके 
'हितकी इच्छासे उत्तम विधिके साथ मन्त्ररलकी दीक्षाका 
तत्त्वतः वर्णन कीजिये । 

औभगवान्‌ खोले--वत्स ! सुनो--मैं मन्त्र- 
दीक्षाकी उत्तम विधि बतलाता हूँ। मेरे आश्रयकी 
सिद्धिके लिये पहले आचार्यकी शरण ले । आचार्य ऐसे 
होने चाहिये--जो वैदिक ज्ञानसे सम्पन्न, मेरे भक्त, 
द्वेषरहित, मन्त्रके ज्ञाता, मन्त्रके भक्त, मन्त्रकी दारण 
लेनेवाले, पवित्र, ब्रह्मविद्याके विशेषज्ञ, मेरे भजनके 
सिवा और किसी साधनका सहारा न लेनेवाले, अन्य 
किसीके नियन्त्रणमें न रहनेवाले, ब्राह्मण, वीतराग, 
क्रोध-लोभसे शून्य, सदाचारकी शिक्षा देनेवाले, मुमुक्षु 


* भगवान्‌ विष्णुकी महिमा तथा अष्टाक्षर मन्त्रके स्वरूप एवं अर्थका निरूपण « 


929७०००९००९७००००००९०००००१०००००००९९०९०००:००००१९००००००००-९१-९१९:९०१:९०-९९१-००००००७००००९००५७०५००९००७००००००-९९००५००-००७. 


'तथा परमार्थवेत्ता हाँ। ऐसे गुणोंसे युक्त पुरुषको ही और नारदजीको भी उक्त मन्त्रका उपदेश दिया । तत्पश्चात्‌ 
आचार्य कहा गया है । जो आचारकी शिक्षा दे, उसोका नैमिषारण्यवासी शौनकादि महर्षियोंको नारदजीने इस 
नाम आचार्य है। जो आचार्यके अधीन हो, उनके मन्त्रका उपदेश दिया, जो शरणागर्तोकी रक्षा करता है । 
अनुशासनमें मन लगाये और आज्ञापालनमें स्थिरचित्त राजन्‌! महर्षि भी इस गुहातम मन्त्रको नहीं जानते । 


हो, उसे हो साधु पुरुषोंने शिष्य कहा है। ऐसे लक्षणोंसे 
युक्त सर्जगुणसम्पन्न शिष्यको विधिपूर्वक उत्तम 
मन्त्ररलका उपदेश करे। द्वादशीको, श्रवण नक्षत्रमें या 
वैष्णवके बताये हुए किसी भी समयमें उत्तम आचार्यकी 
प्राप्ति होनेपर दीक्षा ग्रहण करनी चाहिये । 

जसिष्ठजी कहते हैं--इस प्रकार मन्त्ररलका 
उपदेश पाकर तीनों लोकॉके सामने ब्रह्माजीने मुझको 


लक्ष्मी और नारायण- ये दोनों मन्त्र परम रहस्यमय हैं। 
इन दोनोंसे श्रेष्ठ दूसस कोई मन्त्र नहीं है । इन दोनोंसे श्रेष्ठ 
धर्म सम्पूर्ण लोकोर्मे कोई नहीं है । त्रह्माजीने पूर्वकालमें 
तीन बार सत्यकी प्रतिज्ञा करके कहा था--'मनुष्योंको 
मुक्ति प्रदान करनेके लिये भगवान्‌ नारायणसे बढ़कर 
दूसरा कोई देवता नहीं है। उनकी सेवा ही सम्पूर्ण 
शुभाशुभ कर्मोका मूलोच्छेद करनेवाला मोक्ष है ।' 


== जश चच 
भगवान्‌ विष्णुकी महिमा, उनकी भक्तिके भेद तथा अष्टाक्षर मन्त्रके 
स्वरूप एवं अर्थका निरूपण 


राजा दिलीपने कहा--भगवन्‌ ! हरिभक्तिमयी 
सुधासे पूर्ण आपके वचनोंको सुननेसे मुझे तृप्ति नहीं 
'होती--अधिकाधिक सुननेकी इच्छा बढ़ती जातो है। 
अतः इस विषयमें जितनी बातें हों, सब बताइये। 
मुनिश्रेष्ठ ! इस भयानक संसाररूपी वनमें आध्यात्मिक 
आदि तीनों तापोंके दावानलकी महाज्वालासे सन्तप्त हुए 
मनुष्योंके लिये श्रीहरिभक्तिमयी सुधाके समुद्रको 
छोड़कर दूसरा कौन-सा आश्रय हो सकता है? 
महामुने ! मुनिजन जिनकी सदा उपासना करते है, 
परमात्माकी भक्तिके उन विभिन्न रूपोंको इस समय 
विस्तारके साथ बतलाइये । 

खसिष्ठजीने कहा--राजेन्द्र ! तुम्हारा प्रश्न बहुत 
उत्तम है। यह मनुष्योंको संसार-सागरके पार 
उतारनेवाला हे । भगवान्‌ विष्णुकी भक्ति नित्य सुख 
देनेवाली है। प्राचीन कालमें कैलास पर्वतके शिखरपर 
भगवती पार्वतीजीने लोकपूजित भगवान्‌ शङ्करसे इसी 
महान्‌ प्रश्नको पूछा था । 

पार्वतीजी बोलीं--देवदेव ! त्रिपुरासुरको 
मारनेवारे महादेव ! सुरेश्वर ! मुझे विष्णुभक्तिका उपदेश 
कीजिये, जो सब प्राणियोंको मुक्ति देनेवाली है। 


श्रीमहादेबजीने कहा--सब लोकोंका हित 
चाहनेवाली महादेवी ! तुम्हें साधुवाद । तुम जो भगवान्‌ 
-लक्ष्मीपतिके उत्तम माहात्म्यके विषयमें प्रश्न करती हो, 
यह बहुत ही उत्तम है । पार्वती ! तुम धन्य हो, पुण्यात्मा 
हो और भगवान्‌ विष्णुकी भक्त हो । तुम्हारा कल्याण हो, 
मै तुम्हारे शील, रूप और गुणोंसे सदा ही सन्तुष्ट रहता 
हूँ। गिरिजे ! मैं उत्तम भगवद्भक्ति, भगवान्‌ निष्णुके 
स्वरूप तथा उनके मन्त्रेकि विधानका वर्णन करता हूँ; 
सुनो | भगवान्‌ नारयण ही परमार्थतत्त्व हैं । वे ही विष्णु, 
बासुदेव, सनातन, परमात्मा, परब्रह्म, परम ज्योति, 
परात्पर, अच्युत, पुरुष, कृष्ण, शाश्वत, शिव, ईश्वर, 
नित्य, सर्वगत, स्थाणु, रुद्र, साक्षी, प्रजापति, यज्ञ, 
साक्षात्‌, यज्ञपति, ब्रह्मणस्पति, हिरण्यगर्भ, सविता, 
लोककर्ता, लोकपालक और बिभु आदि नामोंसे पुकारे 
जाते हैं। वे भगवान्‌ विष्णु 'अ' अक्षरके वाच्य, 
लक्ष्मीसे सम्पन्न, लीलाके स्वामी तथा सबके भ्रभु हैं। 
आन्नसे जिसकी उत्पत्ति होती है, उस जीव-समुदायके 
तथा अमृतत्व (मोक्ष) के भी स्वामी हैं। वे विश्वात्मा 
सहसरं मस्तकवारे, सहसरं नेत्रचाले और सहसरं 
पैरवाले हैं। उनका कभी अन्त नहीं होता। इसलिये वे 


९२४ * अर्चयस्व हषीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ + [ संक्षिप्त पद्मपुराण 
00७४४६७७४४ ६४७४७४७ ५७४४५ ००७५५६4६४९ ४५६७५८५५५५ ७५४७७७७422 80009202924044ॅ920'364000680606606089664प94. 


अनन्त कहलाते हैं। लक्ष्मीके पति होनेसे श्रीपति नाम 
धारण करते हैं ! योगिजन उनमें रमण करते है, इसलिये 
उनका नाम राम है। वे समस्त गुणोंको धारण करते हैं, 
तथापि निर्गुण हैं। महान्‌ हैं। वे समस्त लोकोकि ईश्वर, 
श्रीमान्‌, सर्वज्ञ तथा सन ओर मुखवाले हैं । पार्वती ! उन 
'लोकप्रघान जगदीश्वर भगवान्‌ वासुदेवके माहाल्यका 
जितना मुझसे हो सकेगा, वर्णन करता हूँ । वास्तवमें तो 
मै, ब्रह्माजी तथा सम्पूर्ण देवता मिलकर भी उसका पूरा 
वर्णन नहीं कर सकते। सम्पूर्ण उपनिषदोमें भगवानकी 
महिमाका ही प्रतिपादन है तथा देदान्तमें उन्हींको 
परमार्थ-तत्त्व निश्चित किया गया है। 
अब मैं भगवानकी उपासनाके पृथक्‌-पृथक्‌ भेद 
बतलाता हूँ, सुनो। भगवानका अर्चन, उनके मन्त्रोंका 
जप, स्वरूपका ध्यान, नामोंका स्मरण, कीर्तन, श्रवण, 
बन्दन, चरण-सेवन, चरणोदक-सेवन, उनका प्रसाद 
अहण करना, भगवद्धक्तोंकी सेवा, द्वादशीव्रतका पालन 
तथा तुलसीका वृक्ष लगाना--यह सब देवाधिदेव 
भगवान्‌ विष्णुकी भक्ति है, जो भव-बन्धनसे छुटकारा 
दिलानेवाली है ! सम्पूर्ण देवताओके तथा मेरे लिये भी 
पुरुषोत्तम श्रीहरि ही पूजनीय हैं। ब्राह्मणोंके लिये तो वे 
विशेषरूपसे पूज्य हैं। अतः ब्राह्मणॉंको उचित है कि वे 
प्रतिदिन विधिपूर्वक श्रीहरिका पूजन करें। 
श्रेष्ठ ट्विजको अष्टाक्षर मन्त्रका अभ्यास करना 
चाहिये। प्रणवको मिलाकर ही वह मन्त्र अष्टाक्षर कहा 
गया है। मन्त्र है-- ४४ नमो नारायणाय' । इस प्रकार 
इस मन्त्रको अष्टाक्षर जानना चाहिये। यह सब 
मनोरथॉकी सिद्धि और सब दुःखोका नाश करनेवाला 
है। इसे सर्वमन्त्रस्वरूप और शुभकारक माना गया है। 
इस मन्त्रके 'ऋषि' और 'देवता' लक्ष्मीपति भगवान्‌ 


नारायण ही हैं। 'छन्द' दैवी' गायत्री है । प्रणवको इसका 
“बीज' कहा गया है । भगवान्से कभी विलग न होने- 
खाली भगवती लक्ष्मीको ही विद्वान्‌ पुरुष इस मन्त्रकी 
“शक्ति' कहते हैं। इस मन्त्रका पहला पद “३%', दूसरा 
पद 'नभः'और तीसरा पद *नारायणाथ' है । इस प्रकार 
यहः तीन पदोंका मन्त्र बतलाया गया है । प्रणवर्में तीन 
अक्षर है--अकार, उकार तथा मकार | प्रणवको तीनों 
वेदोंका स्वरूप बतल्मया गया है। यह ब्रह्मका निवास- 
स्थान है। अकारसे भगवान्‌ विष्णुका और उकारसे 
भगवती लक्ष्मीका प्रतिपादन होता है। भकारसे उम 
दोनोंके दासभूत जीवात्माका कथन है, जो पचीसवाँ? 
तत्त्व है। 

किसी-किसीके मतमें उकार अवधारणवाची है। 
इस पक्षमें भी श्रीतस्वका प्रतिपादन उकारके ही द्वारा 
किया जाता है। जैसे सूर्यकी प्रभा सूर्यसे कभी अलग 
नहीं होती, उसी प्रकार भगवती लक्ष्मी श्रीविष्णुसे नित्य 
संयुक्त रहती हैं। अकारसे जिनका बोध कराया जाता है, 
चे रूक्ष्मीपति भगवान्‌ विष्णु कारणके भी कारण हैं। 
सम्पूर्ण जीवात्माओकि प्रधान आङ्गी हैं। जगतके बीज हैं 
और परमपुरुष हैं । वे ही जगत्के कर्ता, पालक, ईश्वर 
और लोकके बन्धु-बान्धव हैं । तथा उनकी मनोरमा पत्नी 
लक्ष्मी सम्पूर्ण जगत्की माता, आधीश्वरी और आधार- 
शक्ति हैं। वे नित्य हैं और श्रीविष्णुसे कभी विलग नहीं 
होतीं । उकारसे उन्हीके तत्त्वका बोध कराया जाता है । 
मक्ारसे इन दोनोंके दास जीवात्माका कथन है, जिसे 
विद्यन्‌ पुरुष क्षेत्रज्ञ कहते हैं। यह ज्ञानका आश्रय और 
ज्ञानरूपी गुणसे युक्त है। इसे चित्त और प्रकृतिसे परे 
माना गया है। यह अजन्मा, निर्विकार, एकरूप, स्वरूपका 
भागी, अणु, नित्य, अव्यापक, चिदानन्द-स्वरूप “अहँ? 


१-'दैव्येकम्‌' इस पिङ्गरु-सूष्रके अनुसार एक अक्षरका अथवा आठ अक्षरोंके एक पदका छन्द दैवी गायत्री" है। पहली 
व्याख्याके अनुसार 'प्रथव' को और दूसरी व्याख्याके अनुसार अष्टाक्षर मन्त्रको “दैवी गायत्री' छन्दके अन्तर्गत माना गया है। इस 
'दैवो गायत्री' को 'एकाक्षरा' या *एकपदा' गायत्री भी कहते हैं। चौबीस अक्षरोंकी तो जो प्रसिद्ध गायत्री है, वह आठ-आठ कक्षरोकि 


तीन पादोंसे युक्त होनेके कारण "त्रिपदा गायत्री" कहत्मती है। 


२-दस इच्द्रियाँ; पाँच भूत, पाँच इन्द्रियोके विषय, मन, अहंकार, महत्तस्व और प्रकृति--ये चौबीस तत्त्व हैं; इनका साक्षी चेतन 


चचीसवाँ तत्त्व है। 


उत्तरस्वण्ड ] 


पदका अर्थ, अविनाशी, क्षेत्र (शरीर) का अधिष्ठाता, 
भिन्न-भिन्न रूप धारण करनेवाला, सनातन, जलाने, 
काटने, गलाने और सुखानेमें न आनेवाला तथा 
अनिनाशी है। ऐसे गुणोंसे युक्त जो जीवात्मा है, वह 
सदा परमात्माका अङ्गभूत है । वह केवल श्रीहरिका ही 
दास है और किंसीका नहीं । इस प्रकार मध्यम अक्षर 
उकारके द्वारा जीवके दासभावका ही अवधारण 
(निश्चय) किया जाता है। इस तरह प्रणवका अर्थ 
जानना चाहिये। प्रणबका अर्थ स्पष्ट हो जानेपर शेष 
मन्त्रके द्वारा परमात्माके दासभूत जीवकी परतन्त्रता ही 
सिद्ध होती है। वह कभी स्वतन्त्र नहीं होता। अतः 
अपनी स्वतन्त्रताके महान्‌ अहङ्कारको मनसे दूर कर देना 
चाहिये। अहङ्कार-बुद्धिसे जो कर्म किया जाता है, 
उसका भी निषेध है। 

“मनस'--मन शन्दमै जो मकार है, वह 
अहङ्कारका वाचक है और नकार उसका निषेध करने- 
खाला है। अतः मनसे ही जीवके लिये अहङ्कार- 
त्यागकी प्रेरणा मिलती है। अहङ्कारसे युक्त मनुष्यको 
तनिक भी सुख नहीं मिलता । जिसका चित्त अहङ्कारसे 
मोहित है, वह घोर अन्धकारसे पूर्ण नरकमें गिरता है। 
इसलिये मनके द्वारा क्षेत्रज्ञकी स्वतन्त्रताका निषेध किया 
गया है। वह भगवानके अधीन है । भगवानके अधीन 
ही उसका जीवन है। अतः चेतन जीवात्मा किसी 
साधनका स्वतन्त्र कर्ता नहीं है। ईश्वरके संकल्पसे ही 
सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ अपने-अपने व्यापारमें लगा है । 
अतः जीव अपने सामर्थ्यपर निर्भर रहना छोड़ दे! 
ईश्वरके सामर्थ्यसे उसके लिये कुछ भी अलभ्य नही है। 
अपना सारा भार भगवान्‌ लक्ष्मीपतिको सौंपकर उनकी 
आराधनाके ही कर्म करे । “श्रीहरि परमात्मा हैं। मैं सदा 


* भगवान्‌ विष्णुकी महिमा तथा अष्टाक्षर मन्जके स्वरूप एवं अर्थका निरूपण « 


$५%०«४०९५४७७४७४७७५७०७४५ ०४५४» »४००५५४५७०७५०४७००३०५४७४५५५४४८:५९५५५५८५३४०५८९९४५९५५७७४०४७७४७०४552*2929552:5%25 28. 


२९२५ 


उनका दास बना रहूँं।' इस भावसे स्वेच्छापूर्वक अपने 
आत्माको ईश्वरकी सेवामें लगाना चाहिये। इस प्रकार 
मनके द्वार अहेता, ममताका त्याग करना उचित है। 
देहमें जो अहंबुद्धि होती है, बही संसार-बन्धनका मूल 
कारण है। वही कमेकि नन्थनमें डालती है । अतः विद्वान्‌ 
पुरुष अहङ्कारको त्याग दे।* 

पार्वती ! अब मैं 'नारायण' शन्दकी व्याख्या करता 
हूँ । शुभे ! नर अर्थात्‌ जीवॉके समुदायको नार कहते हैं। 
उन 'नार' झान्दवाच्य जीवॉके अयन--गति अर्थात्‌ 
आश्रय परम पुरुष श्रीविष्णु हैं। अतः वे नारायण 
कहलाते हैं। अथवा नार यानी जीव उन भगबानके . 
अयन--निषासस्थान हैं। इसलिये भी उन्हें नारायण 
कहा जाता है । जड-चेतनरूप जितना भी जगत्‌ देखा या 
सुना जाता है, उसको पूर्णरूपसे व्याप्त करके भगवान्‌ 
नित्य विराजमान हैं। इसलिये उनका नाम नारायण है। 
जो कल्पके अन्तमें सम्पूर्ण जगतको अपना प्रास बनाकर 
आपने ही भीतर धारण 'करते हैं और सृष्टिके 
आरम्भकालमें पुनः सबकी सृष्टि करते हैं, वे भगवान्‌ 
नारायण कहे गये है । सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ नार 
कहलाता है । उसको जिनका संग नित्य प्राप्त है अथवा 
उसे जिनके द्वारा उसम गति प्राप्त होती है, उन्हें नारयण 
कहते हैं। जलसे फेनकी भांति जिनसे सम्पूर्ण लोक 
उत्पन्न होते और पुनः जिनमें लीन हो जाते हैं, उन 
भगवानको नारायण कहा गया है। जो अविनाशी पद, 
नित्यस्वरूप तथा नित्यप्राप्त भोगोंसे सम्पन्न हैं, साथ ही 
जो सम्पूर्ण जगतका शासन करनेवाले हैं, उन भगवानका 
नाम नारायण है। दिव्य, एक, सनातन और अपनी 
महिमासे कभी च्युत न होनेबाले श्रीहरि ही नारायण 
कहलाते है द्रष्टा और दृश्य, श्रोता और श्रोतव्य, स्पर्श 


* यहाँ मूलमे 'मनस्‌' शब्दका पाठ होनेसे मनका ही उल्लेख किया गया है; किन्तु अकरण देखनेसे मालूम होता है, 'मनस्‌' 


की जगह 'नमस्‌' पाठ होना चाहिये । यहाँ अष्टाक्षर मन्त्रकी व्याख्या चल रही है; मन्त्रका स्वरूप है--'३% नमो नारायणाय !' इसमें 
उ>कारकी व्याख्या विस्तारके साथ की गयी है; इसके बाद 'नमस' की च्याख्याका असङ्ग है, जिसे शायद भूलसे 'मनस लिखा गया 
है। इसके आगे 'नारायणाय' पदकी व्याख्या मिळती है । अतः यहाँ 'मनस्'के मकार-नकारसे जो भाय लिया गया है, बह 'नमः' 
के नकार-मकारका भाव है--ऐसा समझना चाहिये । 


२२६ 


* अर्जयस्व हवोकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पदपुराण 


५३५७५७५७७७ ३७७७७९७७७७ ७७७३७७३७३७ ३३७ ७ ७७७७७७७६७७ ७७७३४४३७७७ ०७ ७७७७७७७७७७ ७७७७७७ तको, 


करनेवाला और स्पृश्य, ध्याता और ध्येय, वक्ता और 
वाच्य तथा ज्ञाता और शेय--जो कुछ भी जड-चेतनमय 
जगत्‌ है, जह सब लक्ष्मीपति श्रीहरि हैं, जिन्हें नारायण 
कहा गया है। वे सहस्रो मस्तकबाले, अन्तर्यामी पुरुष, 
सहर नेज्रोंसे युक्त तथा सहस्रो चरणोंवाले हैं। भूत और 
बर्तमान--सब कुछ नारायण श्रीहरि ही हैं। अन्नसे 
जिसकी उत्पत्ति होती है, उस प्राणिसमुदाय तथा 
अमृतत्व--मोक्षके भी स्वामी वे ही हैं। वे ही विराट्‌ 
पुरुष हैं। थे अन्तर्यामी पुरुष ही श्रीविष्णु, वासुदेव, 
अच्युत, हरि, हिरण्मय, भगवान्‌, अमृत, शाश्वत तथा 
शिव आदि नामोंसे पुकारे जाते हैं । वे ही सम्पूर्ण जगत्‌के 
पालक और सब लोकोंपर शासन करनेवाले ईश्वर हैं। वे 
हिरण्मय अण्डको उत्पन्न करनेके कारण हिरण्यगर्भ और 
सबको जन्म देनेके कारण सविता हैं। उनकी महिमाका 
अन्त नहीं है, इसलिये वे अनन्त कहलाते हैं। वे महान्‌ 
ऐश्वर्यसे सम्पन्न होनेके कारण महेश्वर हैं। उन्हीका नाम 
भगवान्‌ (षड्विध ऐेश्वर्यसे युक्त) और पुरुष है। 
“वासुदेव' शब्द बिना किसी उपाधिके सर्वात्माका बोधक 
है। उन्हींको ईश्वर, भगवान्‌ विष्णु, परमात्मा, संसारके 
सुहृद, चराचर प्राणियोके एकमात्र शासक और 
'यतियोंकी परमगति कहते हैं। जिन्हें वेदके आदिमें स्वर 
कहा गया है, जो देदान्तमें भी प्रतिष्ठित हैं तथा जो 
अकृतिलीन पुरुषसे भी परे हैं, बे ही महेश्वर कहलाते हैं। 
प्रणबका जो अकार है, वह श्रीविष्णु ही हैं और जो विष्णु 
हैं, वे ही नारायण हरि हैं। उन्हींको नित्यपुरुष, परमात्मा 
और महेश्वर कहते हैं । मुनियेने उन्हें ही ईश्वर नाम दिया 
है। इसलिये भगवान्‌ बासुदेवमें उपाधिशून्य 'ईश्वर' 
आब्दकी प्रतिष्ठा है। सनातन वेदवादियोने उन्हें आत्मेश्वर 
कहा है । इसलिये वासुदेवमें महेश्वरत्वकी भी प्रतिष्ठा है । 
चे त्रिपादू विभूति तथा लीलाके भी अधीश्वर हैं। जो श्री, 
भू तथा लीला देवीके स्वामी है, उन्हॉको अच्युत कहा 
गया है । इसलिये वासुदेवमें सर्वेक्षर शब्दकी भी प्रतिष्ठा 
है। जो यज्ञके ईश्वर, यज्ञस्वरूप, यज्ञके भोक्ता, यज्ञ 
करनेवाले, विभु, यज्ञरक्षक और यज्ञपुरुष हैं, वे भगवान्‌ 
ही परमेश्वर कहलाते हैं। वे ही यज्ञके अधीर होकर 


समस्त हव्य-कव्योंका भोग लगाते हैं । वे ही इस लोकमें 
अविनाशी श्रीहरि एवं ईश्वर कहलाते हैं। उनके निकट 
आनेसे समस्त राक्षस, असुर और भूत तत्काल भाग 
जाते हैं। जो विराट्रूप धारण करके अपनी विभूतिसे 
तीनों ल्लेकोंको तृप्त करते हैं, वे पापको हरनेवाले 
श्रीजनार्दन ही परमेश्वर हैं। जब पुरुषरूपी हजिके द्वारा 
देवताओनि यज्ञ किया, तब उस यज्ञसे नीचे-ऊपर दोनों 
ओर दाँत रखनेषाले जीव उत्पन्न हुए । सबको होमनेवाले 
उस यज्ञसे ही ऋग्वेद और सामवेदकी उत्पत्ति हुई। 
उसीसे घोड़े, गौ और पुरुष आदि उत्पन्न हुए। उस 
सर्वयज्ञमय पुरुष श्रीहरिके 'शरीरसे स्थावर-जङ्गमरूप 
समस्त जगतूकी उत्पत्ति हुई । उनके मुख, बाहु, ऊरु और 
चरणोंसे क्रमशः ब्राह्मण आदि वर्ण उत्पन्न हुए। 
भगवानके पैरोंसे पृथ्वी और मस्तकसे आकाशका 
प्रादुर्भाव हुआ । उनके मनसे चन्द्रमा, नेत्रोंसे सूर्य, मुखसे 
अग्नि, सिरसे द्युलोक, प्राणसे सदा चलनेवाले वायु, 
नाभिसे आकाश तथा सम्पूर्ण चराचर जगतूकी उत्पत्ति 
हुई । सब कुछ श्रीविष्णुसे ही प्रकट हुआ है, इसलिये वे 
सर्वव्यापी नारायण सर्वमय कहलाते हैं। इस प्रकार 
सम्पूर्ण जगतूकी सृष्टि करके श्रीहरि पुनः उसका संहार 
करते हैं--ठीक उसी तरह, जैसे मकड़ी अपनेसे प्रकट 
हुए तन्तुओंको पुनः अपनेमें ही लीन कर लेती है । ब्रह्मा, 
इन्द्र, रुद्र, वरुण और यम--सभी देवताओंको अपने 
वशमेँ करके उनका संहार करते हैं; इसलिये भगवानको 
हरि कहा जाता है। जब सारा जगत्‌ प्रलयके समय 
एकार्णवमें निमग्न हो जाता है, उस समय बे सनातन 
पुरुष श्रीहरिं संसारको अपने उदरमें स्थापित करके स्वयं 
मायामय चटवृक्षके पत्रपर शयन करते हैं। कल्पके 
आरम्भमें एकमात्र सर्वव्यापी एवं अविनाशी भगवान्‌ 
नारायण ही थे। उस समय न ब्रहम थे, न रुद्र । न देवता 
थे, न महर्षि। ये पृथ्वी, आकाश, चन्द्रमा, सूर्य, नक्षत्र, 
लोक तथा महत्तत्वसे आवृत ब्रह्माण्ड भी नहीं थे! 
श्रीहरिने समस्त जगतका संहार करके सृष्टिकालमें पुनः 
उसकी सृष्टि की; इसलिये उन्हें नारायण कहा गया है। 
पार्वती ! “नारायणाय' इस चतुर्थ्यन्त पदसे जीबके 


उत्तरखण्ड ] 
9000७०००७०००००००००००००००००००००००००००००३०३७००८ 


दासभावका प्रतिपादन होता है। ब्रह्मा आदि सम्पूर्ण 
जगत्‌ भगवानका दास ही है। पहले इस अर्थको 


« श्रीविष्णु और लक्ष्मीके स्वरूप, गुण, थाम एवं विभूतियोका वर्णन « 


९२७ 


:५००००००९०,१०००:००००००००००००००००००००० ० ०००००००- 


समझकर पीछे मन्त्रका प्रयोग करना चाहिये। मन्त्रार्थको 
न जाननेसे सिद्धि नहीं प्राप्त होती । 


ति + — 


विष्णु और लक्ष्मीके स्वरूप, गुण, धाम एवं विभूतियोंका वर्णन 


पार्वतीजी जोलीं--देवेश्वर ! आप मन्त्रोंके अर्थ 
और पदोंकी महिमाको विस्तारके साथ बतलाइये । साथ 
ही ईश्वरके स्वरूप, गुण, विभूति, श्रीविष्णुके परम घाम 
तथा व्यूह-भेदोंका भी यथार्थरूपसे वर्णन कीजिये। 

महादेवजीने कहा-देवि! सुनो--मैं 
परमात्माके स्वरूप, विभूति, गुण तथा अवस्थाओँका 
वर्णन करता हूँ। भगवानके हाथ, पैर और नेत्र सम्पूर्ण 
विश्वमे व्याप्त हैं । समस्त भुवन और श्रेष्ठ घाम भगवानमें 
हौ स्थित हैं। वे महर्षियोंका मन अपनेमें स्थिर करके 
विराजमान हैं। उनका स्वरूप विशाल एवं व्यापक है। 
चे लक्ष्मीके पति और पुरुषोत्तम हैं। उनका लावण्य 
करोड़ों कामदेवोके समान है। वे नित्य तरुण किशोर- 
विग्रह धारण करके जगदीश्वरी भगवती लक्ष्मीजीके साथ 
परमपद--वैकुण्ठधाममें विराजते हैं । बह परम धाम ही 
परमव्योम कहलाता है। परमव्योम ऐश्वर्या उपभोग 
करनेके लिये है और यह सम्पूर्ण जगत्‌ लीला करनेके 
लिये। इस प्रकार भोगभूमि और क्रीड़ाभूमिके रूपमें 
औविष्णुकी दो विभूतियाँ स्थित हैं। जन वे लीलाका 
उपसंहार करते हैं, तब भोगभूमिमें उनकी नित्य स्थिति 
होती है। भोग और लीला दोनोंको वे अपनी शक्तिसे ही 
धारण करते हैं । भोगभूमि या परमधाम त्रिपाद्‌-निभूतिसे 
व्याप्त है। अर्थात्‌ भगवद्विभूतिके तीन अंशॉमें उसकी 
स्थिति है और इस लोकमें जो कुछ भी है, ' वह 
भगवानूकी पाद-निभूतिके अन्तर्गत है। परमात्माकी 
त्रिपाद-विभूति नित्य और पाद-विभूति अनित्य है। 
परमधाममें भगवानका जो शुभ विग्रह विराजमान है, वह 
नित्य है । वह कभी अपनी महिमासे च्युत नहीं होता, उसे 
सनातन एवै दिव्य माना गया है । बह सदा तरुणावस्थासे 
सुशोभित रहता है।. वहाँ भगवानको भगवती श्रीदेवी 
और भूदेवीके साथ नित्य संभोग प्राप्त है। जगन्माता 


लक्ष्मी भी नित्यरूपा हैं। वे श्रीविष्णुसे कभी पृथक्‌ नहीं 
होतां । जैसे भगवान्‌ विष्णु सर्वत्र व्याप्त हैं, उसी प्रकार 
भगवती लक्ष्मी भी हैं। पार्वती ! श्रीविष्णुपत्री रमा 
सम्पूर्ण जगत्की अधीश्वरी और नित्य कल्याणमयी हैं। 
उनके भी हाथ, पैर, नेत्र, मस्तक और मुख सब ओर 
व्याप्त हैं। वे भगवान्‌ नारायणकी शक्ति, सम्पूर्ण जगत्‌की 
माता और सबको आश्रय प्रदान करनेवाली हैं। स्थावर- 
जङ्गमरूप सारा जगत्‌ उनके कृपा-कटाक्षपर ही निर्भर 
है। विश्वका पालन और संहार उनके नेत्रॉके खुलने और 
बंद होनेसे ही हुआ करते हैं। वे महालक्ष्मी सनकी 
आदिभूता, त्रिगुणमयी और परमेश्वरी हैं। व्यक्त और 
अव्यक्त भेदसे उनके दो रूप हैं । जे उन दोनों रूपॉसे 
सम्पूर्ण बिश्वको व्याप्त करके स्थित हैं । जल आदि रसके 
रूपसे वे ही लीलामय देह धारण करके प्रकट होती हैं। 
लक्ष्मीरूपर्मे आकर ये धन प्रदान करनेकी अधिकारिणी 
होती हैं। ऐसे स्वरूपवाली लक्ष्मीदेवी श्रीहरिके आश्रयमें 
रहती हैं। सम्पूर्ण वेद तथा उनके द्वारा जाननेयोग्य जितनी 
वस्तु हैं, वे सन श्रीलक्ष्मीके ही स्वरूप हैं । ख्ीरूपमे जो 
कुछ भी उपलब्ध होता है, वह सब लक्ष्मीक ही विग्रह 
कहलाता है। स्बियोमे जो सौन्दर्य, शील, सदाचार और 
सौभाग्य स्थित है, वह सब लक्ष्मीका ही रूप है। 
पार्वती ! भगवती लक्ष्मी समस्त स्त्रियॉकी शिरोमणि हैं, 
जिनकी कृपा-कटाक्षके पड़नेमात्रसे ब्रह्मा, शिव, देवराज 
इन्द्र, चन्द्रमा, सूर्य, कुबेर, यमराज तथा अम्रिदेख प्रचुर 
ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं । 

उनके नाम इस प्रकार हैं--लक्ष्मी, श्री, कमला, 
विद्या, माता, विष्णुप्रिया; सती, पद्मालया, पद्महस्ता, 
पद्माक्षी, पद्मसुन्दरी, भूतेश्वरी, नित्या, सत्या, सर्वगता, 
शुभा, विष्णुपली, महादेवी, क्षीरोदतनया (क्षीरसागरकी 
कन्या), स्मा, अनन्तलोकनाभि (अनन्त लोकोंकी 


९२८ 


249५4७५५९५ ७५५५७७७३ ४३ शद ेडेण कक करकर केक केक ४४5४४ 85» &*$&&*४»>«»४४४४#»४&$*» ४9959 »0»9%9» 95४28 &*0». 


* अर्चयस्व इवीकेसं यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


4७७०७७७५७७ ७७७७७७७७७७ केक ७ ७७७ ७५७७७७७७७७ ७७७५७७७७७७ ७७ ५५०५४९५ 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


उत्पत्तिका केन्द्रस्थान), भू, लीला, सर्वसुखप्रदा, 
रुविमणी, सर्ववेदवती, सरस्वती, गौरी, शान्ति, स्वाहा, 
स्वघा, रति, नारायणवरारोहा, (श्रीविष्णुकी सुन्दरी पी) 
तथा विष्णोर्नित्यानुपायिनी (सदा श्रीविष्णुके समीप 
रहनेवाली) । जो प्रातःकाल उठकर इन सम्पूर्ण नामोका 
पाठ करता है, उसे बहुत बड़ी सम्पत्ति तथा विशुद्ध 
घन-धान्यकी प्राप्ति होती है। 
हिरण्यवर्णा हरिणी सुदर्णरजतस्रजाम्‌। 
चन्द्रां हिरण्मयौ लक्ष्मीं विष्णोरनपगामिनोम्‌ ॥ 
गन्धद्वारां दुराधर्षा नित्यपुष्टां करीषिणीम्‌ । 
इश्वरी सर्वभूतानो तामिह्लोपङ्कये श्रियम्‌ ॥ 
(२५५। २८-२९) 
“जिनके श्रीअङ्गोंका रङ्ग सुवर्णके समान सुन्दर एबं 
गौर है, जो सोने-चाँदीके हारोंसे सुशोभित और सबको 
आहादित करनेवाली हैं, भगान्‌ श्रीविष्णुसे जिनका 
कभी वियोग नहीं होता, जो स्वर्णमयी कान्ति धारण 
करती हैं, उत्तम लक्षणॉसे विभूषित होनेके कारण जिनका 
नाम लक्ष्मी है, जो सन अकारकी सुगन्धोंका द्वार हैं, 
जिनको परास्त करना कठिन है, जो सदा सन अङ्गोंसे 
पुष्ट रहती हैं, गायके सूखे गोनरमें जिनका निवास है 
तथा जो समस्त प्राणियोंकी अधीश्वरी हैं, उन भगवती 
श्रीदेवीका मैं यहाँ आवाहन करता हूँ।' 
ऋहम्बेदमें कहे हुए इस मन्त्रके द्वारा स्तुति करनेपर 
महेश्वरी लक्ष्मीने शिव आदि सभी देवताओंको सब 
प्रकारका ऐश्वर्य और सुख प्रदान किया था । श्रीविष्णुपली 
लक्ष्मी सनातन देखता हैं। वे ही इस जगतका शासन 
करती हैं। सम्पूर्ण चराचर जगत्की स्थिति उन्हीकि 
कुपा-कटाक्षपर निर्भर है। अअिमें रहनेवाली प्रभाकी 
भाँति भगवती लक्ष्मी जिनके यक्षःस्थलमें निवास करती 
हैं, ने भगवान्‌ विष्णु सबके ईश्वर, परम शोभा-सम्पन्न, 
क्षर एनं अविनाशी पुरुष हैं; वे श्रीनारायण वात्सल्य- 
गुणके समुद्र हैं। सबके स्वामी, सुशील, सुभग, सर्वश, 
सर्वशक्तिमान, नित्य पूर्णकाम, स्वभावतः सबके सुहृद्‌ 
सुखी, दयासुधाके सागर; समस्त देहधारियोंके आश्रय, 
स्वर्ग और मोक्षका सुख देनेवाले और भक्तोंपर दया 


करनेवाले हैं । उन श्रीविष्णुको नमस्कार है । मैं सम्पूर्ण 
देश-काल आदि अवस्थाओंमें पूर्णरूपसे भगवानका 
दासत्व स्वीकार करता हूँ । इस प्रकार स्वरूपका विचार 
करके सिद्धिप्राए पुरुष अनायास ही दासभानको प्राप्त कर 
लेता है। यही पूर्वोक्त मन्त्रका आर्थ है। इसको जानकर 
अगवानमें भलीभाँति भक्ति करनी चाहिये । यह चराचर 
जगत्‌ भगवानका दास ही है । श्रीनारायण इस जगतके 
स्वामी, प्रभु, ईश्वर, भ्राता, माता, पिता, बन्धु, निवास, 
शरण और गति हैं। भगवान्‌ लक्ष्मीपति कल्याणमय 
गुणोंसे युक्त और समस्त कामनाओका फल प्रदान 
करनेवाले हैं। वे ही जगदीश्वर शास्त्रोंमें निर्गुण कहे गये 
हैं। 'निर्मुण' झान्दसे यही बताया गया है कि भगवान्‌ 
प्रकृतिजन्य हेय गुणोसे रहित हैं। जहाँ वेदान्तवाक्योद्वारा 
प्रपञ्चका मिथ्यात्व बताया गया है और यह कहा गया है 
कि यह सारा दृश्यमान जगत्‌ अनित्य है, वहाँ भी 
ब्रह्माण्डके प्राकृत रूपको ही नश्वर बताया गया है। 
अकृतिसे उत्पन्न होनेवाले रूपोंकी ही अनित्यताका 
प्रतिपादन किया गया है। 

. महादेवि ! इस कथनका तात्पर्य यह है कि रीला- 
बिहारी देवदेव श्रीहरिकी लीलाके लिये ही प्रकृतिकी 
उत्पत्ति हुई है । चौदह भुवन, सात समुद्र, सात द्वीप, चार 
कारके आणी तथा ऊँचे-ऊँचे पर्वतोंसे भरा हुआ यह 
रमणीय ब्रह्माण्ड प्रकृतिसे उत्पन्न हुआ है। यह उत्तरोत्तर 
महान्‌ दस आवरणोसे घिरा हुआ है । कला-काष्ठा आदि 
भेदसे जो काळचक्र चल रहा है, उसीके द्वारा संसारक 
सृष्टि, पालन और संहार आदि कार्य होते हैं। एक सहस्र 
चतुर्युग व्यतीत होनेपर अव्यक्तजन्मा ब्रह्माजीका एक 
दिन पूरा होता है । इतने ही बड़े दिनसे सौ वर्षोकी उनकी 
आयु मानी गयी है। ब्रह्माजीकी आयु समाप्त होनेपर 
सबका संहार हो जाता है। ब्रह्माण्डके समस्त लोक 
कालाग्निसे दग्ध हो जाते हैं। सर्वात्मा श्रीविष्णुकी 
प्रकृतिमे उनका लय हो जाता है। ब्रह्माण्ड और 
आवरणके समस्त भूत प्रकृतिमें लीन हो जाते हैं । सम्पूर्ण 
जगतका आधार प्रकृति है और प्रकृतिके आधार 
श्रीहरि । प्रकृतिके द्वारा ही भगवान्‌ सदा जगतूकी सृष्टि 


और संहार करते हैं। देवाधिदेव श्रीविष्णुने लीलाके लिये 
जगन्मयी मायाकी सृष्टि की है। वही अविद्या, प्रकृति, 
माया और महाविद्या कहाती है। सृष्टि, पालन और 
संहारका कारण भी वही है। वह सदा रहनेवाली है। 
योगनिद्रा और महामाया भी उसीके नाम हैं! प्रकृति 
सत्त्व, रज और तम--इन तीन गुणोंसे युक्त है। उसे 
अव्यक्त और प्रधान भी कहते हैं। वह लील्प्रविहारी 
श्रीकृष्णकी क्रीड़ास्थली है। संसारकी उत्पत्ति और प्रलय 
सदा उसीसे होते है । प्रकृतिके स्थान असंख्य हैं, जो घोर 
अन्धकारसे पूर्ण हैं। प्रकृतिसे ऊपरकी सीमामें विरजा 
नामकी नदी है; किन्तु नीचेकी ओर उस सनातनी 
प्रकृतिकी कोई सीमा नहीं है । उसने स्थूल, सूक्ष्म आदि 
अवस्थाओके द्वारा सम्पूर्ण जगत्को व्याप्त कर रखा है | 
प्रकृतिके बिकाससे सृष्टि और संकोचावस्थासे प्रलय होते 
हैं। इस प्रकार सम्पूर्ण भूत प्रकृतिके ही अन्तर्गत हैं। यह 
जो महान्‌ शून्य (आकाश) है, वह सन भी प्रकृतिके ही 
भीतर है। इस तरह प्राकृतरूप ब्रह्माण्ड अथवा 
पादविभूतिके स्वरूपका अच्छी तरह वर्णन किया गया । 
गिरिराजकुमारी ! अब त्रिपाद-विभूतिके स्वरूपका 
खर्णन सुनो । प्रकृति एवं परम व्योमके बीचमें विरजा 
नामकी नदी है । वह कल्याणमयी सरिता वेदाङ्गोकि 
स्वेदजनित जलसे प्रवाहित होती है । उसके दूसरे पारमें 
परम व्योम है, जिसमें त्रिपाद-विभूतिमय सनातन, अमृत, 
शाश्वत, नित्य एवं अनन्त परम धाम है। बह शुद्ध, 
सत्त्वमय, दिव्य, अक्षर एवं परत्रह्मका धाम है। उसका 
तेज अनेक कोटि सूर्य तथा अग्रियोके समान है। वह 
घाम अविनाशी, सर्ववेदमय, शुद्ध, सब प्रकारके प्रलयसे 
रहित, परिमाणशून्य, कभी जीर्ण न होनेवाला, निस्य, 
जाग्रत्‌, स्वप्र आदि अयस्थाओंसे रहित, हिरण्यमय, 
मोक्षपद, ब्रह्मानन्दमय, सुखसे परिपूर्ण, न्यूनता- 
अधिकता तथा आदि-अन्तसे शून्य, शुभ, तेजस्वी होनेके 


कारण अत्यन्त अद्भुत, रमणीय, नित्य तथा आनन्दका 
सागर है। विष्णुका बह परमपद ऐसे ही गुणोंसे युक्त 
है। उसे सूर्य, चन्द्रमा तथा अग्निदेव नहीं प्रकाशित 
करते--घह अपने ही प्रकाशसे प्रकाशित है। जहाँ 
जाकर जीव फिर कभी नहीं लौटते, यही श्रीहरिका परम 
धाम है। श्रीविष्णुका बह परमधाम नित्य, शाश्वत एवं 
अच्युत है। सौ करोड़ कल्यॉमें भी उसका वर्णन नहीं 
किया जा सकता । मै, ब्रह्मा तथा श्रेष्ठ मुनि श्रीहरिके उस 
पदका वर्णन नहीं कर सकते । जहाँ अपनी महिमासे कभी 
च्युत न होनेवाले साक्षात्‌ परमेश्वर श्रीविष्णु विराजमान हैं, 
उसकी महिमाको वे स्वये ही जानते हैं । जो अविनाशी पद 
है, जिसकी महिमाका वेदोंमें गूढ़रूपसे वर्णन है तथा 
जिसमें सम्पूर्ण देवता और लोक स्थित हैं उसे जो नहीं 
जानता, बह केवल ऋचाओंका पाठ करके क्या करेगा ! 
जो उसे जानते हैं, वे ही ज्ञानी पुरुष समभावसे स्थित होते 
हैं। श्रीविष्णुके उस परम पदको ज्ञानी पुरुष सदा देखते 
हैं। वह अक्षर, शाश्वत, नित्य एवं सर्वत्र व्याप्त है। 
कल्याणकारी नामसे युक्त भगवान्‌ विष्णुके उस 
परमघाम--गोल्तरेकमें बड़े सोंगोंबाली गौएँ रहती हैं तथा 
बहाँकी प्रजा बड़े सुखसे रहा करती है। गौओं तथा 
पीनेयोग्य सुखदायक पदार्थोंसे उस परम घामकी बड़ी 
शोभा होती है। लह सूर्यके समान प्रकाशमान, 
अन्धकारसे परे, ज्योतिर्मय एबं अच्युत-- अविनाशी पद 
है। श्रीविष्णुके उस परम घामको ही मोक्ष कहते हैं। वहाँ 
जीव बन्धनसे मुक्त होकर अपने रिये सुखकर पदको प्राप्त 
होते हैं । वहाँ जानेपर जीव पुनः इस लोकर्मे नही लोटते; 
इसलिये उसे मोक्ष कहा गया है। मोक्ष, परमपद, अमृत, 
विष्णुमन्दिर, अक्षर, परमधाम, वैकुण्ठ, शाश्रतपद, 
नित्यघाम, परमव्योम, सर्वोत्कृष्ट पद तथा सनातन 
पद--यै अविनाशी परम्‌ .धामके पर्यायवाची दाब्द हैं। 
अब उस त्रिपादविभूतिके स्वरूपका वर्णन करूँगा। 


आद जद ललल 


8३० 


बैकुण्ठधाममें भगवानकी स्थितिका वर्णन, योगमायाद्वारा भगवानकी स्तुति तथा 
भगवानके द्वारा सृष्टि-रचना 


श्रीमहादेखजी कहते हैं- पार्वती! त्रिपाद्‌- 
विभूतिके असंख्य लोक बतलाये गये हैं। वे सब-के- 
सब शुद्ध सत्त्वमय, ब्रह्मानन्दमय, सुखसे परिपूर्ण, नित्य, 
निर्विकार, हेय गुणोंसे रहित, हिरण्मय, शुद्ध, कोटि 
सूगेकि समान प्रकाशमान, वेदमय, दिव्य तथा काम- 
क्रोध आदिसे रहित हैं। भगवान्‌ नारायणके 
चरणंकमलोंकी भक्तिमें ही रस लेनेवाले पुरुष उनमें 
निवास करते हैं। वहाँ निरन्तर सामगानकी सुखदायिनी 
ध्वनि होती रहती है! जे सभी लोक उपनिषद्‌-स्वरूप, 
बेदमय तेजसे युक्त तथा वेदस्वरूप स्त्री-पुरुषोंसे भरे हैं। 
बेदके ही रससे भरे हुए सरोवर उनकी शोभा बढ़ाते हैं। 
. श्रुति, स्मृति और पुराण आदि भी उन लोकोंके स्वरूप 
हैं। उनमें दिव्य वृक्ष भी सुशोभित होते हैं। उनके 
: विश्व-विख्यात स्वरूपका पूरा-पूरा वर्णन मुझसे नहीं हो 
सकता । विरजा और परम व्योमके बीचका जो स्थान है, 
उसका नाम केवल है । बही अव्यक्त ब्रह्मके उपासकोंके 
उपभोगमें आता है। वह आत्मानन्दका सुख प्रदान 
करनेवाला है। उस स्थानको केवल, परमपद, निःश्रेयस, 
निर्वाण, कैवल्य और मोक्ष कहते हैं। जो महात्मा 
भगवान्‌ लक्ष्मीपतिके चरणोंकी भक्ति और सेवाके रसका 
उपभोग करके पुष्ट हुए हैं, वे महान्‌ सौभाग्यशाली 
भगवश्वरण-सेनक पुरुष श्रीविष्णुके परम घाममें जाते हैं, 
जो ब्रह्मानन्द प्रदान करनेवात्त्र है। 
उसका नाम है बैकुण्ठधाम । वह अनेक जनपदोसे 
ज्याप्त है। श्रीहरि उसीमे निवास करते हैं। वह रलमय 
आकारों, विमानों तथा मणिमय महलोंसे सुशोभित है। 
उस धामके मध्यभागमें दिव्य नगरी है, जो अयोध्या 
कहलाती है तथा जो चहारदीयारियों और ऊँचे 
दरवाजोंसे घिरी है। उनमें मणियों तथा सुवणेकि चित्र 
बने हैं! उस अयोध्यापुरीके चार दरवाजे हैं तथा 
ऊँये-ऊँचे गोपुर उसकी शोभा बढ़ाते हैं। चण्ड आदि 
द्वारपाल और कुमुद आदि दिक्पाल उसकी रक्षामें रहते 


हैं। पूर्वके दरवाजेपर चण्ड और प्रचण्ड, दक्षिण-द्वारपर 
भद्र और सुभद्र, पश्चिम-द्वारपर जय और विजय तथा 
उत्तरके दरवाजेपर धाता और विधाता नामक द्वारपाल 
रहते हैं। कुमुद, कुमुदाक्ष, पुण्डरीक, वामन, शङ्कुकर्ण, 
सर्वनिद्र, सुमुख और सुप्रतिष्ठित--ये उस नगरीके 
दिक्पाल बताये गये हैं । पार्वती ! उस पुरीमें कोटि-कोटि 
अः्चिके समान तेजोमय गृहोंकी पङ्क्तियाँ शोभा पाती 
हैं। उनमें तरुण अवस्थावाले दिव्य नर-नारी निवास 
करते हैं । पुरीके मध्यभागमें भगवानका मनोहर अन्तःपुर 
है, जो मणियोंके प्राकारसे युक्त और सुन्दर गोपुरसे 
सुशोभित है । उसमें भी अनेक अच्छे-अच्छे गृह, विमान 
और प्रासाद हैं । दिव्य अप्सराएँ और खियाँ सब ओरसे 
उस अन्तःपुरकी शोभा बढ़ाती हैं। उसके बीचमें एक 
दिव्य मण्डप है, जो राजाका खास स्थान है; उसमें 
बड़े-बड़े उत्सव होते रहते हैं। वह मण्डप रलॉका बना 
है तथा उसमें मानिकके हजारों खम्भे लगे हैं । वह दिव्य 
मोतियॉसे व्याप्त है तथा साम-गानसे सुशोभित रहता है। 
मण्डपके मध्यभागमें एक रमणीय सिंहासन है, जो 
सर्ववेदस्वरूप और शुभ है । नेदमय भर्मादि देवता उस 
सिंहासनको सदा घेरे रहते हैं। धर्म, ज्ञान, ऐश्वर्य और 
बैराग्य तथा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामदेव तथा अथर्ववेद 
भी मूर्तिमान्‌ होकर उस सिंहासनके चारों ओर खड़े रहते 
हैं। शक्ति, आधारराक्ति, चिच्छक्ति, सदाशिवा शक्ति 
तथा घर्मादि देवताओंकी शक्तियाँ भी यहाँ उपस्थित 
रहती हैं। सिंहासनके मध्यभागमें अभि, सूर्य और 
चन्द्रमा निवास करते हैं। कूर्म (कच्छप), नागराज 
(अनन्त या वासुकि), तीनों वेदेकि स्वामी, गरुड़, छन्द 
और सम्पूर्ण मन्त्रये उसमें पीठरूप घारण करके रहते 
हैं। वह पीठ सन अक्षरोंसे युक्त है । उसे दिव्य योगपीठ 
कहते हैं। उसके मध्यभागमें अष्टदलकमल है, जो 
उदयकालीन ूर्यके समान कान्तिमान्‌ है । उसके नीचमें 
सावित्री नामकी कर्णिका है, जिसमें देवताओके स्वामी 


उत्तरखण्ड ] 


» वैकुण्ठयापर्षे भगवंनकी स्थितिका वर्णन तथा भगवानके द्वारा सुष्टि-रखना « 


९३९ 


५५५०५५५०५५७५५४७५७५८४५०७४५७५५५७५$# 9» $ ७४» »» # ४ ४७५» $+&+ ५ 6» ४» * ४ किक ४ ४9 ४9 # ४:५9 ४ * 9४ # 96: #/** 5 ७#// ०» दारी हेल, 


परम पुरुष भगवान्‌ विष्णु भगवती लक्ष्मीजीके साथ 
बिराजमान होते हैं। 

भगवानका विग्रह नीलकमलके समान श्याम 
तथा कोटि सूर्योके समान प्रकाशमान है। वे तरुण 
कुमार-से जान पड़ते हैं। सारा शरीर चिकना है और 
प्रत्येक अवयव कोमल। खिले हुए लाल कमल-जैसे 
हाथ तथा पैर अत्यन्त मृदुल प्रतीत होते हैं। नेत्र 
बिकसित कमलके समान जान पड़ते हैं। ललाटका निम्न 
भाग दो सुन्दर भ्रूलताओसे अङ्कित है। सुन्दर नासिका, 
मनोहर कपोल, शोभायुक्त मुखकमल, मोतीके दाने-जैसे 
दाँत और मन्द मुसकानकी छविसे युक्त मुँगे-जैसे 
'लाल-लाल ओठ हैं। मुखमण्डल पूर्ण चन्द्रमाकी शोभा 
धारण करता है। कमल-जैसे मुखपर मनोहर हास्यकी 
छटा छायी रहती है। कानोंमें तरुण सूर्यकी भाति 
चमकीले कुण्डल उनकी शोभा बढ़ाते हैं। मस्तक 
चिकनी, काली और घुँघराली अलकोंसे सुशोभित है। 
भगवामके बाल गुँथे हुए हैं, जिनमें पारिजात और 
मन्दारके पुष्प शोभा पाते हैं। गलेमें कौस्तुभमणि शोभा 
दे रही है, जो प्रातःकाल उगते हुए सूर्यकी कान्ति धारण 
करती है। भाँति-भाँतिके हार और सुवर्णकी मालाओंसे 
शह्ग-औसी ग्रीवा बड़ी सुन्दर जान पड़ती है। सिंहके 
केधोके समान ऊँचे और मोटे कंधे शोभा दे रहे है। 
मोटी और गोलाकार चार भुजाऑसे भगवानका श्रीअङ्ग 
बड़ा सुन्दर जान पड़ता है । सबमें अंगूठी, कड़े और 
भुजबंद हैं, जो शोभावृद्धिके कारण हो रहे हैं। उनका 
विशाल वक्षःस्थल करोड़ों बालसूयेकि समान तेजोमय 
कौस्तुभ आदि सुन्दर आभूषणोंसे देदीप्यमान है। वे 
चनमारासे विभूषित हैं। नाभिका वह कमल, जो 
ब्रह्माजीकी जन्मभूमि है, श्रीअङ्गोंकी शोभा बढ़ा रहा है। 
शारीरपर मुलायम पीताम्बर सुशोभित है, जो बाळ रविकी 
प्रभाके समान जान पड़ता है। दोनों चरणोंमें सुन्दर कड़े 
'बिरज रहे हैं, जो नाना प्रजारंके रल्लॉसे जड़े होनेके कारण 
अत्यन्त विचित्र प्रतीत होते हैं। नखोंकी श्रेणियाँ 
चाँदनीयुक्त चन्द्रमाके समान उद्धासित हो रही हैं। 
भगवानका लावण्य कोटि-कोटि कन्दर्पोका दर्प दलन 


करनेवाला है । वे सौन्दर्यकी निधि और अपनी महिमासे 
कभी च्युत न होनेवाले हैं। उनके सर्वाङ्गमें दिव्य 
चन्दनका अनुलेप किया हुआ है । वे दिव्य मालाओंसे 
विभूषित हैं। उनके ऊपरकी दोनों भुजाऑंमें शङ्ख और 
चक्र हैं तथा नीचेकी भुजाओंमें वरद और अभयकी 
मुद्राएँ हैं। 

भगवानके बामाडूमें महेश्वरी भगवती महालक्ष्मी 
विराजमान हैं। उनका श्रीअङ्ग सुवर्णके समान कान्तिमान्‌ 
तथा गौर है। सोने और चाँदीके हार उनकी शोभा बढ़ाते 
हैं। वे समस्त शुभ लक्षणोंसे सम्पन्न हैं । उनकी अवस्था 
ऐसी है, मानो शरीरमें यौनका आरम्भ हो रहा है। 
कामॉमें रल्लेकि कुण्डल और मस्तकपर काली-काली 
चुँघराली अलकें शोभा पाती हैं। दिव्य चन्दनसे चर्चित 
अङ्गोंका दिव्य पुष्पॉसे शृङ्गार हुआ है । केशॉमें मन्दार, 
केतकी और चमेलीके फूल गुँथे हुए हैं। सुन्दर भौहें, 
मनोहर नासिका और शोभायमान कटिभाग हैं। पूर्ण 
चन्द्रमाके समान मनोहर मुख-कमळपर मन्द मुसकानकी 
छया छा रही है। बाल रविके समान चमकीले कुष्डल 
कानोंकी शोभा बढ़ा रहे हैं। तपाये हुए सुवर्णके समान 
शरीरकी कान्ति और आभूषण हैं। चार हाथ है, जो 
सुवर्णमय कमलोंसे विभूषित हैं । भाँति-भाँतिके विचित्र 
रलॉसे युक्त सुवर्णमय कमलॉकी माला, हार, केयूर, कड़े 
और अंगूठियॉसे श्रीदेवी सुशोभित हैं । उनके दो हाथोंमें 
दो कमल और शेष दो हाथोंमें मातुलुङ्ग (निजौरा) और 
जाम्बूनद (धतूरा) शोभा पा रहे हैं। इस प्रकार कभी 
विलग न होनेवाली महारूक्ष्मीके साथ महेश्वर भगवान्‌ 
विष्णु सनातन परम व्योममें सानन्द विराजमान रहते हैं । 
उनके दोनों पार्श्वमें भूदेवी और लीळादेवी बैठी रहती हैं। 
आठों दिशाओमें अष्टदल कमलके एक-एक दलपर 
क्रमशः विमला आदि शक्तियाँ सुशोभित होती हैं । उनके 
नाम ये हैं--विमला, उत्कर्षिणी, ज्ञाना, क्रिया, योगा, 
भरही, सत्या तथा ईझाना । ये सब परमात्मा श्रीहरिकी 
पटरानियाँ हैं, जो सब प्रकारके सुन्दर रूक्षणोंसे सम्पन्न 
हैं। ये अपने हाथोंमें चन्द्रमाके समान श्वेत वर्णके दिव्य . 
चैंवर लेकर उनके द्वारा सेवा करती हुई अपने पति 


९२२ 


० अर्चयस्व हवीकेश यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


Areessnhesronnnereersnheenesseesssssnnesenssntssesseesss५en-०%१५५५०५५०७५#०५००५५५५०५४०५५४४४५४४५५९००४५४. 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


श्रीहरिको आनन्दित करती हैं। इनके सिवा दिव्य 
अप्सराएँ, तथा पाँच सौ युवती खियाँ भगवानके 
अन्तःपुरमे निवास करती हैं, जो सब प्रकारके 
आभूषणोंसे विभूषित, कोटि अप्रियोंके समान तेजस्विनी, 
समस्त शुभ लक्षणॉसे युक्त तथा चन्द्रमुखी हैं। उन 
सबके हार्थोमें कमलके पुष्प शोभा पाते हैं। उन सबसे 
घिरे हुए महाराज परम पुरुष श्रीहरिकी बड़ो शोभा होती 
है। अनन्त (शेषनाग) , गरुड़ तथा सेनानी आदि देवेश्वरो, 
अन्यान्य पार्षदों तथा नित्यमुक्त भक्तोंसे सेवित हो रमा- 
सहित परम पुरुष श्रीविष्णु भोग और ऐश्वर्यके द्वारा सदा 
आनन्दमग्न रहते हैं। इस प्रकार वैकुण्ठघामके अधिपति 
भगवान्‌ नारायण अपने परम पदमें रमण करते हैं। 
पार्वती ! अब मैं भगवानूके भिन्न-भिन्न व्यूहो और 
लोकॉका वर्णन करता हूँ। वैकुण्ठधामके पूर्वभागमें 
श्रीवासुदेकका मन्दिर है। अमिकोणमें लक्ष्मीका लोक 
है। दक्षिण-दिशामें श्रीसंकर्षणका भवन है। नै्त्य- 
कोणमें सरस्वतीदेबीका लोक है। पश्चिम-दिसामें 
श्रीप्रद्युन्नका मन्दिर है । वायव्यकोणमें रतिका लोक है। 
उत्तर-दिशामें औअनिरुद्धका स्थान है और ईशानकोणमें 
दान्तिलोक है। भगवान्के परम धामको सूर्य, चन्द्रमा 
और अग्नि नहीं प्रकाशित करते ! कठोर व्रतोॉका पालन 
करनेवाले योगिजन जहाँ जाकर फिर इस संसारमें नहीं 
'लैटते। जो दो नामोंके एक मन्त्र (लक्ष्मीनारायण) के 
जपमें लगे रहते हैं, वे निश्चय ही उस अविनाशी पदको 
आप्त होते हैं। मनुष्य अनन्य भक्तिके साथ उक्त मन्त्रका 
जप करके उस सनातन दिव्य धामको अनायास ही प्राप्त 
कर लेते है । उनके लिये वह पद जैसा सुगम होता है, 
बैसा वेदोके अध्ययन, यज्ञ, दान, शुभव्रत, तपस्या, 
उपवास तथा अन्य साधनोंसे भी नहीं होता । त्रिपाद्‌- 
विभूतिसें जहाँ भगवान्‌ परमेश्वर भगवती लक्ष्मीजीके 
साथ सदा आनन्दका अनुभब करते हैं, वहाँ संसारकी 


आश्रयभूता महामायाने हाथ जोड़कर प्रकृतिके साथ 
उनकी भाँति-भातिसे स्तुति करके कहा--केशव ! इन 
जीवोके लिये लोक और शरीर प्रदान कीजिये । सर्वज्ञ ! 
आप पूर्वकल्पोंकी भाँति अपनी लीलामथी विभूतियोंका 
विस्तार कीजिये। जड-चेतनमय सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ 
अज्ञान अवस्थामें पड़ा है। आप लीला-विस्तारके लिये 
इसपर दृष्टिपात कीजिये । परमेश्वर | मेरे तथा प्रकृतिके 
साथ जगत्की सृष्टि कीजिये। धर्म-अधर्म, सुख- 
दुःख--सनका संसारमें प्रवेश कराके आप मुझे अपनी 
आज्ञामें रखकर शीघ्र ही लीला आरम्भ कीजिये। 
श्रीमहादेखजी कहते हैं- मायादेनीके इस प्रकार 
कहनेपर परमेश्वरने उसके भीतर जगतूकी सृष्टि आरम्भ 
'की। जो प्रकृतिसे परे पुरुष कहलाते हैं, बे अच्युत 
भगवान्‌ विष्णु ही प्रकृतिमे प्रविष्ट हुए। ब्रह्मस्वरूप 
औहरिने प्रकृतिसे महत्तत्वको उत्पन्न किया, जो सब 
भूतोंका आदि कारण है । महत्से अहंकारका जन्म हुआ । 
यह अहंकार सत्त्वादि गुणोके भेदसे तीन प्रकारका है-- 
सात्त्विक, राजस और तामस । विश्वभावन परमात्माने उन 
गुणोंसे अर्थात्‌ तामस अहंकारसे तेन्मात्राऑको उत्पन्न 
किया । तन्मात्राऑसे आकाश आदि पञ्चमहाभूत प्रकर 
हुए, जिनमें क्रमशः एक-एक गुण अधिक हैं । आकाशसे 
बायु, वायुसे अमि, अभिसे जल और जलसे पृथ्वीका 
प्रादुर्भाव हुआ । शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्थ--ये 
ही क्रमशः आकाश आदि पञ्चभूतोके प्रधान गुण हैं। 
महाप्रभु श्रीहरिने उत्तरोत्तर भूर्तोमे अधिक गुण देख उन 
सबको लेकर एकमें मिला दिया। तथा सबके मेलसे 
महान्‌ विश्वन्रह्माण्डकी सृष्टि की । उसीमें पुरुषोत्तमने चौदह 
भुवन तथा ब्रह्मादि देवताओंको उत्पन्न किया । पार्वती ! 
दैव, तिर्यक्‌, मानव और स्थानर--यह चार प्रकारका 
महासर्ग रचा गया । इन चारों सगों अथवा योनियोंमें जीव 
अपने-अपने कमेकि अनुसार जन्म लेते हैं। 


सन जुट चना 


देवसर्ग तथा भगवानके चतुर्व्यूहका वर्णन 


पार्वतीजीने कहा--भगवन्‌ ! परम उत्तम 
देवसर्गका विस्तारके साथ वर्णन कीजिये। साथ ही 


भगवानके अवतारोंकी कथा भी विस्तृत रूपसे कहिये। 
औमहादेवजी बोछे- देवि ! सृष्टिकी इच्छा 


रखनेवाले भगवान्‌ मधुसूदनने योगनिद्राको प्राप्त होकर 
मायाके साथ चिरकालतक रमण किया! उससे 
कालात्माको जन्म दिया, जो कला, काष्ठा, मुहूर्त, पक्ष 
और मास आदिके रूपमें उपलब्ध होता है। उस समय 
श्रीहरिका नाभिकमल, जो सम्पूर्ण जगतूका बीज और 
परम तेजस्वी था, मुकुलाकार हो विकसित होने लगा ! 
उसीसे परम बुद्धिमान्‌ ब्रह्माजी प्रकट हुए। उनके भनमें 
रजोगुणकी प्रेरणासे सृष्टिकी इच्छा उत्पन्न हुई! तब 
उन्होंने योगनिद्रामें सोये हुए परमेश्वरका स्तवन किया। 

ज्ह्माजीके स्तवन करनेपर समस्त इन्द्रियोके स्वामी 
परमेश्वर श्रीविष्णु योगनिद्रासे उठ गये। योगनिद्राको 
कायूमें करके उन्होंने जगतूकी सृष्टि आरम्भ की। 
जगतूके स्वामी श्रीअच्युतने पहले एक क्षणतक कुछ 
विचार किया । विचारके पश्चात्‌ उन्होंने सम्पूर्ण जगत्‌की 
सृष्टि की। उस समय सब लोकोंसे युक्त सुवर्णमय 
अण्डको, सात द्वीप, सात समुद्र और पर्वतोंसहित 
पृथ्वीको तथा एक अण्डकटाहको भी भगवानने अपने 
नाभिकमळसे उत्पन्न किया । तत्पश्चात्‌ उस अण्डमें श्रीहरि 
स्वयं ही स्थित हुए। तदनन्तर नारायणने अपने ममसे 
इच्छानुसार ध्यान किया । ध्यानके अन्तमें उनके ललाटसे 
पसीनेकी बुँद प्रकट हुई । बह बूँद बुदबुदेके आकारमें 
परिणत हो तत्क्षण पृथ्वीपर गिर पड़ी। पार्वती ! उसी 
बुदनुदेसे मैं उत्पन्न हूँ। उस समय रुद्राक्षकी माला और 
त्रिशूल हाथमें लेकर जटामय मुकुटसे अलंकृत हो मैंने 
विनयपूर्वक देवेश्वर श्रीविष्णुसे पूछा--'मेरे लिये क्या 
आज्ञा है।' तब भगवान्‌ नारायणने प्रसन्नतापूर्वक मुझसे 
कहा--'रुद्र ! तुम संसारका भयंकर संहार करनेवाले 
होओगे।' इस प्रकार मैं भयंकर आकृतिमें जगतका 
संहार करनेके लिये ही भगवान्‌ नारायणके श्रीअङ्गसे 
उत्पन्न हुआ। जनार्दनने मुझे संहारके कार्यमें नियुक्त 
करके पुनः अपने नेत्रोंसे अन्धकार दूर करनेवाले चन्द्रमा 
और सूर्यको उत्पन्न किया। फिर कानोंसे वायु और 
दिशाओंको, मुखकमलसे इन्द्र और अग्निको, नासिकाके 
छिद्रोंसे वरुण, और मित्रको, भुजाओंसे साध्य और 
मरुद्रणॉसहित सम्पूर्ण देवताओंको, रोमकूपोंसे वन और 
ओषधियोंको तथा त्वचासे पर्वत, समुद्र औरं गाय आदि 


पशुओको प्रकट किया | भगवानके मुखसे ब्राह्मण, दोनों 
भुजाओंसे क्षत्रिय, जाँघोंसे वैश्य तथा दोनों चरणोंसे शूद्र 
जातिकी उत्पत्ति हुई। 

इस प्रकार सम्पूर्ण जगतूकी सृष्टि करके देवेश्वर 
श्रीकृष्णे उसे अचेतन रूपमें स्थित देख स्वयं ही 
विश्वरूपसे उसके भीतर प्रवेश किया । श्रोहरिकी शक्तिके 
बिना संसार हिल-डुल नहीं सकता । इसलिये सनातन 
श्रीविष्णु ही सम्पूर्ण जगत्‌के प्राण हैं। वे ही अव्यक्त 
रूपमें स्थित होनेपर परमात्मा कहलाते हैं। चे षड्विध 
ऐश्वर्यसे परिपूर्ण सनातन वासुदेव हैं। वे अपने तीन 
गुणोंसे चार स्वरूपॉमें स्थित होकर जगतूकी सृष्टि करते 
हैं। प्रद्यप्ररूपधारी भगवान्‌ सब ऐश्वर्योसे युक्त हैं। ये 
ब्रह्म, प्रजापति, काल तथा जीव- सबके अन्तर्यामी 
होकर सृष्टिका कार्य भलीभाँति सिद्ध करते हैं। महात्मा 
बासुदेवने उन्हें इतिहाससहित सम्पूर्ण वेदोंका ज्ञान प्रदान 
किया है। लोकपितामह ब्रह्माजी भद्युप्रके ही अंशाभागी 
हैं। वे संसारकी सृष्टि और पालन भी करते हैं। भगवान्‌ 
अनिरुद्ध शक्ति और तेजसे सम्पन्न हैं। वे मनुओं, 
राजाओं, काल तथा जीवके अन्तर्यामी होकर सबका 
पालन करते हैं। संकर्षण महाविष्णुरूप हैं। उनमें विद्या 
और बल दोनों हैं। वे सम्पूर्ण भूतोकि काल, रुद्र और 
'यमके अन्तर्यामी होकर जगत्‌का संहार करते हैं। मत्स्य, 
कूर्म, वाराह, नृसिंह, बामन, परशुराम, श्रीराम, श्रीकृष्ण, 
बुद्ध और कल्कि--ये दस भगवान्‌ विष्णुके अवतार हैं। 

पार्वती ! श्रीहरिकी उस अवस्थाका वर्णन सुनो । 
परमश्रेष्ठ वैकुण्ठलोक, विष्णुलोक, श्वेतद्वीप और 
क्षीरसागर--ये चार व्यूह महर्षियोंद्वारा बताये गये है । 
चैकुण्ठलोक जलके घेरेमें है । नह कारणरूप और शुभ 
है। उसका तेज कोटि अम्नियोंके समान उद्दीप्त रहता है। 
यह सम्पूर्ण धर्मॉसे युक्त और अविनाशी है । परमभामका 
जैसा लक्षण बताया गया है, वैसा ही उसका भी है । नाना 
अकारके रलोंसे उद्धासित बैकुण्ठनमर चण्ड आदि 
द्वारपालों और कुमुद आदि दिक्पालोंसे सुरक्षित है। 
भाँति-भाँतिकी मणियॉसे बने हुए दिव्य गृहोंकी 
पङ्क्तियॉसे बह नगर घिरा हुआ है। उसकी चौड़ाई 
'पचपन योजन तथा लंबाई एक हजार योजन है । करोड़ों 


ऊँचे-ऊँचे महल उसकी शोभा बढ़ाते हैं । वह नगर तरुण 
अस्थावाले दिव्य स्त्री-पुरुषोंसे सुशोभित है। वहाँकी 
स्त्रिया और पुरुष समस्त शुभ लक्षणोंसे सम्पन्न दिखायी 
देते हैं। र्ियोंका रूप भगवती लक्ष्मीके समान होता है 
और पुरुषोंका भगवान्‌ विष्णुके समान। वे सब प्रकार 
आभूषणोंसे विभूषित होते हैं तथा भक्तिजनित मनोरम 
आहादसे सदा आनन्दमग्न रहते हैं। उनका भगवान्‌ 
विष्णुके साथ अविच्छिन्न सम्बन्ध बना रहता है । वे सदा 
उनके समान ही सुख भोगते हैं। जहाँ कहींसे भी श्रीहरिके 
लोकमें प्रविष्ट हुए शुद्ध अन्तःकरणवाले मानव फिर 
संसारमें जन्म नहीं लेते । मनीषी पुरुष भगवान्‌ विष्णुके 
दास-भावफ ही मोक्ष कहते हैं। उनकी दासताका नाम 
बन्धन नहीं है । भगवानके भक्त तो सन प्रकारके बन्धनोंसे 
मुक्त और रोग-शोकसे रहित होते हैं। ब्रह्मलोकतकके 
प्राणी पुनः संसारमें आकर जन्म लेते, कर्मेकि बन्घनमें 
पड़ते और दुःखी तथा भयभीत होते है । पार्वती ! उन 
लोकोंमें जो फल मिलता है, वह बड़ा आयाससाध्य होता 
है। वहाँका सुख-भोग विषमिश्रित मधुर अन्नके समान 
है। जब पुण्यकर्मोंका क्षय हो जाता है, तब मनुष्योंको 
स्वर्गमें स्थित देख देवता कुपित हो उठते हैं और उसे 
संसारके कर्मनन्थनमें डाल देते हैं; इसलिये स्वर्गका सुख 
बड़े केशसे सिद्ध होता है । वह अनित्य, कुटिल और 
दुःखमिश्रित होता है; इसलिये योगी पुरुष उसका परित्याग 
कर दे! भगवान्‌ विष्णु सब दुःखॉंकी राशिका नाश 
करनेवाले हैं; अतः सदा उनका स्मरण करना चाहिये। 
भगवानका नाम लेनेमात्रसे मनुष्य परमपदको प्राप्त होते 
हैं। इसलिये पार्वती ! विद्वान्‌ पुरुष सदा भगवान्‌ विष्णुके 
'लोकको पानेकी इच्छा करे । भगवान्‌ दयाके सागर हैं; 
अतः अनन्य भक्तिके साथ उनका भजन करना चाहिये । 
चे सर्वज्ञ और गुणवान्‌ हैं। निःसन्देह सबकी रक्षा करते 
है! जो परम कल्याणकारक और सुखमय अष्टाक्षर 
मन्त्रका जप करता है, वह सब कामनाओंको पूर्ण 
करनेवाले वैकुण्ठधामको आप्त होता है ! 
वहाँ भगवान्‌ श्रीहरि सहस्न्रों सूर्योकी किरणोंसे 
सुशोभित दिव्य विमानपर विराजमान रहते हैं। उस 
लिमानमें मणियोके खंभे शोभा पाते हैं। उसमें एक 


सुवर्णमय पीठ है, जिसे आधारशक्ति आदिने धारण कर 
रखा है तथा जो भाँति-भाँतिके रल्रोंका बना हुआ एवे 
अलौकिक है । उसमें अनेकों रंग जान पड़ते हैं । पीठपर 
अष्टदल कमल है, जिसपर मन्त्रॉक अक्षर और पद 
अङ्कित हैं । उसकी सुरम्य कर्णिकामें लक्ष्मी-नीजका शुभ 
अक्षर अङ्कित है। उसमें कमलके आसनपर दिंव्यिम्रह 
भगवान्‌ श्रीनारायण विराजमान हैं, जो आरनों-खरनों 
बालसूयेकि समान कान्ति धारण करते हैं । उनके दाहिने 
पार्श्वमें सुवर्णके समान कान्तिमती जगन्माता श्रीलक्ष्मी 
विराजती हैं, जो समस्त शुभ-लक्षणोंसे सम्पन्न और 
दिव्य मालाओसे सुशोभित हैं। उनके हाथोंमें सुवर्णपात्र, 
मातुलुङ्ग और सुवर्णमय कमल शोभा पाते हैं। 
भगवानके वामभागमें भूदेवी विराजमान हैं, जिनकी 
कान्ति नील कमरू-दलके समान श्याम है। वे नाना 
प्रकारके आभूषणों और विचित्र बख्रॉसे विभूषित हैं। 
उनके ऊपरके हाथोमें दो छाल कमल हैं और नीचेके दो 
हाथोंमें उन्होंने दो धान्यपात्र धारण कर रखे हैं। बिमला 
आदि शक्तियाँ दिव्य चैवर लेकर कमलके आठौँ दलोंमें 
स्थित हो भगवानकी सेवा करती हैं। बे सभी समस्त 
शुभ लक्षणोंसे सम्पन्न हैं। भगवान्‌ श्रीहरि उन सबके 
नीचमें निराजते हैं । उनके हाथोंमें शङ्ख, चक्र, गदा और 
पद्म शोभा पाते हैं। भगवान्‌ केयूर, अङ्गद और हार 
आदि दिव्य आभूषणोंसे विभूषित हैं। उनके कानोंमें 
उदयकालीन सूर्यके समान तेजोमय कुण्डल झिंलमिला 
रहे हैं। पूर्वोक्त देवता उन परमेश्वरकी सेवामें सदा 
संलग्न रहते हैं। इस प्रकार नित्य वैकुण्ठघाममें भगवान्‌ 
सब भोगॉसे सम्पन्न हो नित्य विराजमान रहते है । बह 
परम रमणीय लोक अष्टाक्षर-मन्त्रका जप करनेवाले 
सिद्ध मनीषी पुरुषों तथा श्रीविष्णु भक्तोंको प्राप 
होता है । पार्वती ! इस प्रकार मैने तुमसे प्रथम व्यूहका 
वर्णन किया । 

इसी अकार वैष्णवत्त्रेक, श्वेतद्वीप और क्षीरसागर- 
निवासी द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ व्यूहका वर्णन करके 
श्रीशिवजीने कहा- “पार्वती ! अब और क्या सुनना 
चाहती हो ? देवि ! भगवान्‌ पुरुषोत्तममें तुम्हारी भक्ति 
है । इसलिये तुम घन्य और कृतार्थ हो! 


——* == 


उत्तरखण्ड ] 


eenseepeenenneneeesssaenenreenenesseneeesessneenekeeinseseeere+sargsseee42e+%ed%%2ee%%-4%.0+५+५४५ ०५५५.५५. 


+ मत्स्य और कूर्म अवतारोंकी कचा » 


९३५ 


><. 


tea 


मत्स्य और कूर्म अवतारोंकी कथा--समुद्र-मन्थनसे लक्ष्मीजीका प्रादुर्भाव और 
एकादशी-द्वादशीका माहात्म्य 


पार्वतीजीने कहा--महेश्वर! अब मुझसे 
भगवानके वैभव- मत्स्य, कूर्म आदि अवतारोंका 
विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिये। 

श्रीमहादेवजी खोले- देवि ! एकाग्रचित्त होकर 
सुनो। मैं श्रीहरिके वैभव--मत्स्य, कूर्म आदि 
अवतारोंका वर्णन करता हूँ। जैसे एक दीपकसे दूसरे 
अनेक दीपक जला लिये जाते हैं, उसी प्रकार एक 
परमेश्वरके अनेक अवतार होते हैं। उन अवतारेकि 
परावस्थ, व्यूह और विभव आदि अनेक भेद हैं। 
भगवान्‌ विष्णुके अनेक शुभ अवतार बताये गये हैं; 
ब्रह्माजीने भृगु, मरीचि, आत्रि, दक्ष, कर्दम, पुलस्त्य, 
पुलह, अङ्गिरा तथा क्रतु--इन नौ प्रजापतियोको उत्पन्न 
किया । इनमें मरीचिने कइयपको जन्म दिया । कश्यपके 
चार खियाँ थीं--अदिति, दिति, कद्रू और विनता। 
अदितिसे देवताओंका जन्म हुआ। दितिने तमोगुणी 
पुत्रको उत्पन्न किया, जो महान्‌ असुर हुए। उनके नाम 
इस प्रकार हैं--मकर, हयग्रीव, महाबली हिरण्याक्ष, 
हिरण्यकशिपु, जम्भ और मय आदि। मकर बड़ा 
बलवान्‌ था । उसने ब्रह्मलोकमें जाकर ब्रह्माजीको मोहित 
करके उनसे सम्पूर्ण वेद ले लिये । इस प्रकार श्रुतियोंका 
अपहरण करके वह महासागरमें घुस गया। फिर तो 
सारा संसार धर्मसे शून्य हो गया। वर्णसंकर-सन्तान 
उत्पन्न होने लगी। स्वाध्याय, वषट्कार और 
वर्णाश्रम-धर्मका लोप हो गया। तब नह्याजीने सम्पूर्ण 
देवताओके साथ क्षीरसागरपर भगतानी झरणमें जाकर 
मकर दैत्यके द्वारा अपहरण किये हुए वेदोंका उद्धार 
करनेके लिये उनका स्तवन किया । 

श्रीमहादेखजी कहते हैं--पार्वती ! ब्रह्माजीके 
इस प्रकार प्रार्थना करनेपर सम्पूर्ण इन्द्रियॉके स्वामी 
परमेश्वर श्रीविष्णु मत्स्यरूप धारण करके महासागरमें 
प्रविष्ट हुए। उन्होने उस अत्यन्त भयंकर मकर नामक 
दैत्यको थूथुनके अग्रभागसे विदीर्ण करके मार डाला 


और अङ्ग-उपाङ्गोंसहित सम्पूर्ण वेदोंकी लाकर 
-ब्रह्माजीको समर्पित कर दिया। इस अकार उन्हेनि 
मत्स्यावतारके द्वारा सम्पूर्ण देवताओंकी रक्षा की । वेदोंको 
लाकर श्रीहरिने तीनों लोकोंका भय दूर किया, धर्मकी 
प्राप्ति करायी और देवताओं तथा सिद्धोंके मुखसे अपनी 
स्तुति सुनते हुए वे वहाँसे अन्तर्धान हो गये । 

प्रिये! अब मैं श्रीविष्णुके कूर्मावतार-सम्बन्धी 
विश्वषन्दित वैभवका वर्णन करूँगा। महर्षि अत्रिके पुत्र 
दुर्वासा बड़े हो तेजस्वी मुनि हुए। वे महान्‌ तपस्वी, 
अत्यन्त क्रोधी तथा सम्पूर्ण लोकोंको क्षोभमें डालनेबाले 
हैं। एक समयकी बात है- वे देवराज इन्द्रसे मिलनेके 
लिये खर्गलोकमें गये! उस समय इन्द्र ऐणवत हाथीपर 
आरूढ हो सम्पूर्ण देवताओसे पूजित होकर कहीं जानेके 
लिये उद्यत थे । उन्हें देखकर महातपस्वी दुर्वासाका मन 
असन्न हो गया। उन्होने विनीत भावसे देवराजको एक 
पारिजातकी माला भेंट की । देवराजने उसे लेकर हाथीके 
मस्तकपर डाल दिया और स्वये नन्दनवनकी ओर चल 
दिये। हाथी मदसे उन्मत्त हो रहा था। उसने सूँड़से उस 
मालाको उतार लिया और मसलते हुए तोड़कर जमीनपर 
फेंक दिया। इससे दुर्वासाजीको क्रोध आ गया और 
उन्होंने शाप देते हुए कहा--“देवराज ! तुम त्रिभुवनकी 
राजलक्ष्मीसे सम्पन्न होनेके कारण मेरा अपमान करते 
हो। इसलिये तीनों त्लरेकॉकी लक्ष्मी नष्ट हो जायगी। 
इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है ।' 

दुर्वासाके इस प्रकार झाप देनेपर इन्द्र पुनः अपने 
नगरको लौट गये । तत्पश्चात्‌ जगन्माता लक्ष्मी अन्तर्धान 
हो गयीं । ब्रह्म आदि देवता, गन्धर्व, यक्ष, किन्नर, दैत्य, 
दानव, नागं, मनुष्य, राक्षस, पशु, पक्षी तथा कीट आदि 
जगते समस्त चराचर प्राणी दरिद्रताके मारे दुःख भोगने 
लगे | सब लोगेनि भूख-प्याससे पीड़ित होकर ब्रह्माजीके 
पास जाकर कहा--'भगवन्‌ ! तीनों लोक भूख-प्याससे 
पीड़ित है । आप सब ल्जेकॉके स्वामी और रक्षक है । 


+ अर्जयस्व इवीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ « 


[ संबि पद्मपुराण 


अतः हम आपकी शरणमें आये हैं। देवेश ! आप 
हमारी रक्षा करें!” 
ब्रह्माजी बोले--देवता, दैत्य, गन्धर्व और मनुष्य 
आदि प्राणियो ! सुनो । इन्द्रके अनाचारसे ही यह सारा 
संकट उपस्थित हुआ है । उन्होंने आपने बर्तावसे महात्मा 
दुर्वासाको कुपित कर दिया है। उन्हींके क्रोधसे आज 
तीनों लोकोंका नाश हो रहा है। जिनकी कृपा-कटाक्षसे 
सब लोक सुखी होते हैं, ने जगन्माता महालक्ष्मी 
अन्तर्धान हो गयी हैं । जबतक ने अपनी कृपादृष्टिसे नहीं 
देखेंगी, तबतक सब ल्मेग दुःखी ही रहेंगे । इसलिये हम 
सब रोग चलकर क्षीरसागरमें विराजमान सनातनदेव 
भगवान्‌ नारायणकी आराधना करें । उनके प्रसन्न होनेपर 
ही सम्पूर्ण जगतका कल्याण होया। 
ऐसा निश्चय करके ब्रह्माजी सम्पूर्ण देवताओं और 
भृगु आदि महर्षियोके साथ क्षीरसागरपर गये और 
विधिपूर्वक पुरुषसूक्तके द्वारा उनकी आराधना करने 
लगे । उन्होंने अनन्यचित्त होकर अष्टाक्षर मन्त्रका जप 
और पुरुषसूक्तका पाठ करके परमेश्वरका ध्यान करते हुए 
उनके लिये हवन किया तथा दिव्य स्ोत्रॉसे स्तवन और 
[विधिवत्‌ नमस्कार किया । इससे प्रसन्न होकर भगवानले 
सन देवताओको दर्शन दिया और कृपापूर्वक कहा-- 
"देवगण ! मैं वर देना चाहता हूँ, तुमलोग इच्छानुसार 
बर माँगों ।' यह सुनकर ब्रह्मा आदि सम्पूर्ण देवता हाथ 
जोड़कर नोले--“भगवन्‌ ! दुर्चासा मुनिके शापसे तीनों 
खोक सम्पत्तिहीन हो गये हैं । पुरुषोत्तम ! इसीलिये हम 
आपकी इझारणमें आये हैं।' 
औभगवान्‌ बोले--देवताओ ! अत्रिकुमार 
दुर्णासा मुनिके शापसे भगवती लक्ष्मी अन्तर्घान हो गयी 
हैं। अतः तुमलोग मन्दराचल पर्वतको उखाड़कर 
क्षीरसमुद्रमें रखो और उसे मथानी बना नागराज 
वासुकिको रस्सीकी जगह उसमें लपेट दो । फिर दैत्य, 
गन्धर्न और दानबॉके साथ मिलकर समुद्रका मन्थन 
करो । तत्पश्चात्‌ जगतकी रक्षाके लिये लक्ष्मी प्रकट 
होगी । उनकी कृपादृष्टि पड़ते ही तुमलोग महान. 
सौभाग्यशाली हो जाओगे। इसमें तनिक भी सन्देह नहीं 


है। मै ही कूर्मरूपसे मन्दराचलको अपनी पीठकर धारण 
करूँगा। तथा मैं ही सम्पूर्ण देवताओंमें प्रवेश करके 
अपनी शक्तिसे उन्हें बलिष्ठ अनाऊँगा । 

भगवानके ऐसा कहनेपर ब्रह्मा आदि सम्पूर्ण देवता 
उन्हें साधुवाद देने लगे । उनकी स्तुति सुनते हुए भगवान्‌ 
अच्युत वहाँसे अन्तर्धान हो गये । तदनन्तर सम्पूर्ण देवता 
और महाबली दानव आदिने मन्दराचल पर्वतको 
उखाड़कर क्षीरसागरमें डाल्त्र। इसी समय अमित- 
पराक्रमी भूतभावन भगवान्‌ नारायणने कछुएके रूपमे 
प्रकट होकर उस पर्वतको अपनी पीठपर धारण किया 
तथा एक हाथसे उन सर्वव्यापी अविनाशी प्रभुने उसके 
शिखरको भी पकड़ रखा था। तदनन्तर देवता और 
असुर मन्दराचल पर्वतमें नागराज बासुकिको लपेटकर 
क्षीरसागरका मन्थन करने रगे । जिस समय महानली 
देवता लक्ष्मीको प्रकट करनेके लिये क्षीरसागरको मथने 
लगे, उस समय सम्पूर्ण महर्षि उपवास करके मन और 
इन्द्रियोके संयमपूर्वक श्रीसूक्त और विष्णुसहस्ननामका 
पाठ करने रूगे । शुद्ध एकादशी तिथिको समुद्रका मन्थन 
आरम्भ हुआ। उस समय लक्ष्मीके प्रादुर्भावकी 
अभिलाषा रखते हुए श्रेष्ठ ब्राह्मणों और मुनिबरोंने 
भगवान्‌ लक्ष्मीनारायणका ध्यान और पूजन किया । उस 
मुहूर्तमें सबसे पहले कालकूट नामक महाभयंकर विष 
प्रकट हुआ, जो बहुत बड़े पिण्डके रूपमे था। वह 
प्रलयकालीन अम्निके समान अत्यन्त भयंकर जान पड़ता 
था। उसे देखते ही सम्पूर्ण देवता और दानव भयसे 
व्याकुल हो भाग चले। उन्हें भयसे पीडित हो भागते 
देख मैंने उन सयको रोककर कहा--'देजताओ ! इस 
विषसे भय न करो । इस कालकूट नामक महान्‌ विषको 
मैं अभी आपना आहार बना छूँगा ।' मेरी बात सुनकर 
इन्द्र आदि सम्पूर्ण देवता मेरे चरणोंमें पड़ गये और 
'साधु-साधु' कहकर मेरी स्तुति करने लगे । ठधर मेघके 
समान काले रंगवाले उस महाभयानक विषको प्रकट 
हुआ देख मैंने एकामरचित्तसे अपने हृदयमें सर्वदुःखहारी 
भगवान्‌ नारायणका ध्यान किया और उनके तीन 
नामरूपी महामन्त्रका भक्तिपूर्वक जप करते हुए उस 


भयंकर विषको पी लिया। सर्वव्यापी श्रीविष्णुके तीन 
नामेकि प्रभावसे उस लोकसंहारकारी विषको मैंने 
अनायास ही पचा लिया। अच्युत, अनन्त और 
गोबिन्द- ये ही श्रीहरिके तीन नाम हैं। जो एकाग्रचित्त 
हो इनके आदिमें प्रणब और अन्तर्मे नम: जोड़कर (ॐ 
अच्युताय नमः, ॐ अनन्ताय नभः तथा ॐ गोखिन्दाय 
नमः इस रूपमे) भक्तिपूर्वक जप करता है, उसे विष, 
रोग और अग्निसे होनेवाली मृत्युका महान्‌ भय नहीं प्राप्त 
होता । जो इस तीन नामरूपी महामन्त्रका एकाग्रता- 
पूर्वक जप करता है, उसे काल और मृत्युसे भी भय नहीं 
होता; फिर दूसरोंसे भय होनेकी तो बात ही क्या है।* 
देवि ! इस प्रकार मैने त्रीन नामोंके ही प्रभावसे विषका 
पान किया था। 

तत्पश्चात्‌ समुद्र-मन्थन करनेपर लक्ष्मीजीकी बड़ी 
बहन दरिद्रा देवी प्रकट हुईं। वे लाळ वस्त्र पहने थीं। 
उन्होने देवताऑसे पूछा--'मेरे लिये क्या आज्ञा है | 
तब देखताओने उनसे कहा--'जिनके घरमें प्रतिदिन 
कलह होता हो, वहीं हम तुम्हें रहनेके लिये स्थान देते 
हैं। तुम अमङ्गलको साथ लेकर उन्हीं घरोंमें जा बसो । 
जहाँ कठोर भाषण किया जाता हो, जहाकि रहनेवाले 
सदा झूठ बोलते हों तथा जो मलिन अन्तःकरणवाले 
पापी सन्ध्याके समय सोते हों, उन्हीकि घरमें दुःख और 
दरिद्रता प्रदान करती हुई तुम नित्य निवास करो। 
महादेनि ! जो खोटी नुद्धिवाला मनुष्य पैर धोये निना ही 
आचमन करता है, उस पापपरायण मानवकी ही तुम 
सेवा करो ।' 

कलहप्रिया दरिद्रा देवीको इस प्रकार आदेश देकर 
सम्पूर्ण देवताओति एकाग्रचित्त हो पुनः क्षीरसागरका 
मन्थन आरम्भ किया। तन सुन्दर नेत्रॉंवाली वारुणी 
देवी प्रकट हुई, जिसे नागराज आनन्तने अहण किया। 
तदनन्तर समस्त शुभलक्षणॉसे सुशोभित और सन 


प्रकारके आभूषणोंसे विभूषित एक स्त्री प्रकट हुई, जिसे 
गरुड़ने आपनी पल्ली बनाया ! इसके बाद दिव्य अप्सराएँ 
और महातेजस्वी गन्धर्व उत्पन्न हुए, जो अत्यन्त रूपवान्‌ 
और सूर्य, चन्द्रमा तथा अभिके समान तेजस्वी थौ। 
तत्पश्चात्‌ ऐरावत हाथी, उच्चैःश्रवा नामक अश्व, धन्वन्तरि 
वैद्य, पारिजात वृक्ष और सम्पूर्ण कामनाओंको पूर्ण 
करनेवाली सुरभि गौका प्रादुर्भाव हुआ। इन सबको 
देवराज इन्द्रने बड़ी प्रसन्नताके साथ ग्रहण किया । इसके 
बाद द्रादशीको प्रातःकाल सूर्योदय होनेपर सम्पूर्ण 
लोकॉकी अधीश्वरी कल्याणमयी भगवती महालक्ष्मी 
प्रकट हुई । उन्हें देखकर सब देवताओंको बड़ा हर्ष 
हुआ। देवलोकमें दुन्दुभियाँ बजने लगीं, बनदेवियाँ 
फूलोंकी वृष्टि करने लगीं, गन्धर्बराज गाने और अप्सराएँ 
नाचने लगी । शीतल एवं पवित्र हवा चलने लगीं । 
सूर्यकी प्रभा निर्मल हो गयी। बुझी हुई अप्रियाँ जल 
उठी और सम्पूर्ण दिशाओंमें प्रसन्नता छा गयी। 

तदनन्तर क्षीरसागरसे शीतल एवं अमूतमयी 
किरणोंसे युक्त चन्द्रमा प्रकट हुए, जो माता लक्ष्मीके 
भाई और सबको सुख देनेवाले हैं! वे नक्षत्रेकि स्वामी 
और सम्पूर्ण जगतके मामा हैं। इसके बाद श्रीहरिकी 
पली तुळसीदेवी प्रकट हुई, जो परम पवित्र और सम्पूर्ण 
विश्वको पावन अनानेवाली हैं। जगन्माता तुलसीका 
प्रादुर्भाव श्रीहरिकी पूजाके लिये ही हुआ है । तत्पश्चात्‌ 
सब देवता प्रसन्नचित्त होकर मन्दराचळपर्वतको 
'यथास्थान रख आये और सफल मनोरथ हो माता 
लक्ष्मीके पास जा सहस्ननामसे स्तुति करके श्रीसूक्तका 
जप करने रूगे। तब भगवती लक्ष्मीने प्रसन्न होकर 
सम्पूर्ण देवताओंसे कहा--'देववरो ! तुम्हारा कल्याण 
हो। मैं तुम्हें वर देना चाहती हूँ। मुझसे मनोवाज्छित 
वर माँगो।' 

देवता बोले--सम्पूर्ण लोकोके स्वामी भगवान्‌ 


* अच्युतानन्त गोविन्द इति नामत्रयं हरेः । यो जपेत्रयतो भक्त॒या प्रणवाद्यो नमोऽन्तकम्‌ ॥ 
तस्य मृत्युभयं नास्ति विषरोशाम्रिजि महत्‌ । नामत्र्ये महामन्त्रै जपेद्यः प्रयतारमवान्‌॥ 
कालमृत्युभयं॑ चापि तस्य नास्ति किमन्यतः | 


€२६०। १९--२१) 


क 
९३८ 


* अर्चयस्व हबीकेश यदीच्छसि परै'पदेभ्‌ न 


[ संक्षिप्त पदापुराण 


विष्णुकी प्रियतमा लक्ष्मीदेवी ! आप हमलोगॉपर प्रसन्न 
हों और श्रीविष्णुके वक्षःस्थलमें सदा निवास करें! कभी 
भगवानूसे अलग न हों तथा तीनों लोकोंका भी कभी 
परित्याग न करें। देवि ! यही हमारे लिये श्रेष्ठ वर है। 
जगन्माता ! आपको नमस्कार है। हम आपसे यही 
चाहते हैं। 
देवताओकि ऐसा कहनेपर श्रीनारायणकी प्रियतमा 
लोकमाता महेश्वरी लक्ष्मीने 'एवमस्तु' कहकर उनकी 
प्रार्थना स्वीकार को। तदनन्तर क्षीरसागरपर भगवान्‌ 
नारयण और ब्रह्माजी भी प्रकट हुए। देवताओनि 
जनार्दनको नमस्कार करके उनका स्तवन किया और 
प्रसन्रदन हो, हाथ जोड़कर कहा-- सर्वेश्वर ! आप 
अपनी प्रियतमा और महारानी लक्ष्मीदेवीको, जो कभी 
आपसे अलग होनेवाली नहीं हैं, जगत्‌की रक्षाके लिये 
अहण कीजिये।' ऐसा कहकर ब्रह्मा आदि देवता और 
मुनियोंने नाना प्रकारके रलॉसे बने हुए बालसूर्यके समान 
तेजस्वी दिव्य पीठपर भगवान्‌ विष्णु और भगवती 
लक्ष्मीको बिठाया तथा नेत्रोंसे आनन्दके आँसू बहाते हुए 
उन्होंने दिव्य चसन, दिव्य माला, रलमय आभूषण एवं 
अप्राकृत दिव्य फलॉसे उन दोनोंका पूजन किया । 
क्षीरसागरसे जो कोमल दलोंबाली तुलसीदेवी प्रकट हुई 
थो, उनके द्वारा उन्होंने लक्ष्मीजीके युगल चरणोंका 
अर्चन किया। फिर तीन बार प्रदक्षिणा और बारंबार 
नमस्कार करके दिव्य स्तोत्रॉसे स्तुति की। इससे 
सर्वदेवेश्वर भगवान्‌ श्रीहरिने लक्ष्मीसहित प्रसन्न होकर 
देवताओंको मनोवाञ्छित बरदान दिया। तबसे देवता 
और मनुष्य आदि प्राणी बहुत प्रसन्न रहने लगे । उनके 
यहाँ घन-धान्यकी प्रचुर वृद्धि हुई और वे नीरोग होकर 
अत्यन्त सुखका अनुभव करने लगे । 
इसके बाद लक्ष्मीसहित भगवान्‌ विष्णुने प्रसन्न 
होकर सम्पूर्ण लोकोंके हितके लिये समस्त महामुनियों 
और देवताओसे कहा--'मुनियो और महाबली 


देवताओ ! तुम सब लोग सुनो--एकादशी तिथि परम 
पुण्यमयी है। बह सब उपद्रवोंको शान्त करनेवाली है । 
तुमलोगोंने लक्ष्मीका दर्शन पानेके लिये इस तिथिको 
उपवास किया है; इसलिये यह द्वादशी तिथि मुझे सदा 
प्रिय होगी । आजसे जो लोग एकादशीको उपवास करके 
द्वादशीको प्रातःकाल सूर्योदय होनेपर बड़ी श्रद्धाके साथ 
लक्ष्मी और तुलसीके साथ मेरा पूजन करेंगे, चे सब 
बन्धनोसे मुक्त होकर मेरै परम पदको प्राप्त होंगे ।' 

ऐसा कहकर सनातन परमात्मा भगवान्‌ विष्णु 
मुनियॉके द्वारा आपनी स्तुति सुनते हुए लक्ष्मीजीके 
निवासस्थान क्षीरसागरमें चले गये । वहाँ सूर्यके समान 
तेजोमय बिमानपर शेषनागकी शय्याके ऊपर 
विशाललोचना भगवती रमाके साथ रहने लगे। वे 
देवताओंको दर्शन देनेके लिये सदा ही वहाँ निवास करते 
हैं। तदनन्तर सब देवता कच्छपरूपधारी सनातन 
भगवानका भक्तिपूर्वक पूजन करके प्रसत्रचित्त हो उनकी 
स्तुति करने लगे । इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और वे 
बोले-_'देवेश्वरो ! तुम्हारे मनमें जैसी इच्छा हो, वैसा 
वर माँगो ।' 

देवता बोले--महाबली देवेश्वर ! आप शेषनाग 
और दिग्गजोंकी सहायताके लिये सात द्वीपॉवाली इस 
पृथ्वीको अपनी पीठपर धारण कीजिये । 

देवताओंकी प्रार्थना सुनकर विश्वभावन भगवानते 
बड़ी प्रसत्रताके साथ कहा--'एवमस्तु' (ऐसा ही हो) । 
तबसे उन्होने सातों द्वीपॉसहित पृथ्वीको आपनी पीठपर 
घारण किया। तदनन्तर महर्षियोंसहित देखता, गन्धर्व, 
दैत्य, दानव तथा मानन भगवानकी आज्ञा ले 
अपने-अपने लोकको चले गये! तबसे ब्रह्मा आदि 
देवता, सिद्ध, मनुष्य, योगी तथा मुनिश्रेष्ठ भगवानकी 
आज्ञा मानकर बड़ी भक्तिके साथ एकादशी तिथिको 
उपवास और द्वादशी तिथिको भगवानका पूजन 
करने रगे। 


= ई = 


उत्तरखण्ड ] 


* नृसिंहावतार एवं प्रद्वादजीकी कथा + 


नृसिंहावतार एवं प्रह्मादजीकी कथा 


महादेवजी कहते हैं--पार्वती ! दितिसे 
कश्यपजीके दो महाबली पुत्र हुए थे, जिनका नाम 
हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष था। ने दोनों महापराक्रमी 
और सम्पूर्ण दैत्येकि स्वामी थे। उनके दैत्य-योनिमें 
आनेका कारण इस अकार है। वे पूर्वजन्ममें जय-विजय 
नामक श्रीहरिके पार्षद थे और श्वेतद्वीपमें द्वारपालका 
काम करते थे । एक समय सनकादि योगीश्वर भगवानका 
दर्शन करनेके लिये उत्सुक हो श्वेतद्वीपमें आये। 
महाबली जय-विजयने उन्हें बीचमें ही रोक दिया । इससे 
सनकादिने उन्हें शाप दे दिया--'द्वारपालो ! तुम दोनों 
भगवानके इस धामका परित्याग करके भूलोकमें चले 
जाओ ।' इस प्रकार शाप देकर वे मुनीश्वर वहीं ठहर 
गये । भगवानको यह बात मालूम हो गयी और उन्होने 
सनकादि महात्माओं तथा दोनों द्वारपालोंको भी बुलाया । 
निकट आनिपर भूतभावन भगवानने जय-विजयसे 
कहा-- द्वारपालो ! तुमलोगोंने महात्माओंका अपराध 
किया है। अतः तुम इस झापका उल्लङ्केन नहीं कर 
सकते । तुम यहाँसे जाकर या तो सात जन्मोंतक मेरे 
पापहीन भक्त होकर रहो या तीन जन्मोंतक मेरे प्रति 
झत्रुभाज रखते हुए समय व्यतीत करो ।' 

यह सुनकर जय-विजयने कहा--मानद ! हम 
अधिक समयतक आपसे अलग पृथ्वीपर रहनेमें 
असमर्थ हैं । इसलिये केवल तीन जन्मॉतक ही शत्रुभाव 
धारण करके रहेंगे । 

ऐसा कहकर बे दोनों महाबली द्वारपाल कझ्यपके 
वीर्यसे दितिके गर्भमें आये और महापराक्रमी असुर 
होकर प्रकट हुए । उनमें बड़ेका नाम हिरण्यकरिपु था 
और छोरेका हिरण्याक्ष । वे दोनों सम्पूर्ण विश्वमें विख्यात 
हुए। उन्हें अपने बल और पराक्रमपर बड़ा अभिमान 
था। हिरण्याक्ष मदसे उन्मत्त रहता था। उसका शरीर 
कितना बड़ा था या हो सकता था--इसके लिये कोई 
निश्चित मापदण्ड नहीं था। उसने अपनी हजारों 
भुजाओंसे पर्वत, समुद्र, द्वीप और सम्पूर्ण प्राणियोंसहित 


इस पृथ्वीको उखाड़ लिया और सिरपर रखकर रसातलमें 
चला गया। यह देख सम्पूर्ण देवता भयसे पीडित हो 
हाहाकार करने लगे और रोग-शोकसे रहित भगवान्‌ 
नारायणकी शरणमें गये । उस अद्भुत वृत्तान्तको जानकर 
विश्वरूपधारी जनार्दने वाराहरूप धारण किया | उस 
समय उनकी बड़ी-बड़ी दाढ़ें और विशाल भुजाएँ थीं । 
उन परमेश्वरने अपनी एक दाढ़से उस दैत्यपर आधात 
किया। इससे उसका विशाल शरीर कुचल गया और 
बह अधम दैत्य तुरंत ही मर गया । पृथ्वीको रसातलमें 
पड़ी देख भगवान्‌ वाराहने उसे अपनी दाढ़पर उठा लिया 
और उसे पहलेकी भाँति शेषनागके ऊपर स्थापित करके 
स्वयं कच्छपरूपसे उसके आधार अन गये। 
वाराहरूपधारी महाविष्णुको वहाँ देखकर सम्पूर्ण देखता 
और मुनि भक्तिसे मस्तक झुकाकर उनकी स्तुति करने 
लगे। स्तुतिके पश्चात्‌ उन्होने गन्ध, पुष्प आदिसे 
श्रीहरिका पूजन किया। तब भगवानूने उन सबको 
मनोवाञ्छित वरदान दिया! इसके बाद वे महर्षियोके 
मुखसे अपनी स्तुति सुनते हुए नहीं अन्तर्धान हो गये । 
अपने भाई हिरण्याक्षको मारा गया जान महादैत्य 
हिरण्यकशिपु मेरुगिरिके पास जा मेरा ध्यान करते हुए, 
तपस्या करने लगा । पार्वती ! उस महाबली दैत्यने एक 
हजार दिव्य वर्षोतक केवल वायु पीकर जीखन-निर्वाह 
किया और “३% नमः झिवाय' इस पञ्चाक्षर मन्त्रका 
जप करते हुए बह सदा मेरा पूजन करता रहा । तन मैने 
असन्न होकर उस महान्‌ असुरसे कहा--'दितिनन्दन ! 
तुम्हारे मनमें जो इच्छा हो, उसके अनुसार वर माँगो ।' 
तन नह मुझे प्रसन्न जानकर नोला---“भगवन्‌ ! देवता, 
असुर, मनुष्य, गन्धर्व, नाग, राक्षस, पशु, पक्षी, मृग, 
सिद्ध, महात्मा, यक्ष, विद्याधर और किन्नरोसे, समस्त 
रोगोंसे, सब प्रकारके अस्त्र-शख्बोंस तथा सम्पूर्ण 
महर्षियोंसे भी मेरी मृत्यु न हो सके--यह वरदान 
दीजिये ।' 'एवमस्तु' कहकर मैंने उसे वरदान दे दिया! 
मुझसे महान्‌ नर पाकर बह महाबली दैत्य इन्द्र और 


डक 


* अर्चयस्व हषीकेशे यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पश्चपुराण 


देबताओंको जीत करके तीनों लोकोंका सम्राट्‌ बन बैठा । 
उसने बलपूर्वक समस्त यज्ञ-भागोंपर अधिकार जमा 
लिया । देवताओंको कोई रक्षक न मिला। वे उससे 
परास्त हो गये। गन्धर्व, देवता और दानव--सभी 
उसके किङ्कर हो गये। यक्ष, नाग और सिद्ध--सभी 
उसके अधीन रहने लगे । उस महाबली दैत्यराजने राजा 
उत्तानपादकी पुत्री कल्याणीके साथ विधिपूर्वक विवाह 
किया । उसके गर्भसे महातेजस्वी प्रह्मदका जन्म हुआ, 
जो आगे चलकर दैल्योंके राजा हुए। वे गर्भमें रहते 
समय भी सम्पूर्ण इन्द्रियोके स्वामी श्रीहरिमें अनुराग रखते 
थे। सब अवस्थाऑ और समस्त कार्यॉमें मन, वाणी, 
शरीर और क्रियाद्वारा वे देवताओंके स्वामी सनातन 
भगवान्‌ पद्चनाभके सिवा दूसरे किसीको नहीं जानते थे । 
उनकी बुद्धि बड़ी निर्मल थी। समयानुसार उपनयन- 
संस्कार हो जानेपर बे गुरुकुलमें अध्ययन करने लगे। 
सम्पूर्ण बेदों और नाना प्रकारके शास्त्रेंका अध्ययन 
करके वे प्रह्वाद किसी समय अपने गुरुके साथ घरपर 
आये। उन्होंने पिताके पास जाकर बड़ी विनयके साथ 
उनके चरणोंमें प्रणाम किया। हिरण्यकशिपुने उत्तम 
लक्षणोंसे युक्त पुत्रको चरणोंमें पड़ा देख भुजाओंसे 
उठाकर छातीसे लगा लिया और गोदमें बिठाकर 
कहा--'बेटा प्रह्माद ! तुमने दीर्घकालतक गुरुकुलमें 
निवास किया है। वहाँ गुरुजीने जो तुम्हें जानने योग्य 
तत्त्व बतलाया हो, वह मुझसे कहो ।' 
पिताके इस अकार पूछनेपर जन्मसे ही वैष्णव 
प्रह्णादने बड़ी प्रसन्नताके साथ पापनाशक वचन कहा--- 
“पिताजी ! जो सम्पूर्ण उपनिषदेकि प्रतिपाद्य तत्त्व, 
अन्तर्यामी पुरुष और ईश्वर हैं, उन सर्वव्यापी भगवान्‌ 
विष्णुको नमस्कार करके मैं आपसे कुछ निवेदन करता 
हूँ ।” झहादके मुखसे इस प्रकार विष्णुकी स्तुति सुनकर 
दैत्यराज हिरण्यकशिपुको बड़ा विस्मय हुआ। उसने 
कुपित होकर गुरुसे पूछा-- “खोटी बुद्धिवाले ब्राह्मण ! 
तूने मेरे पुत्रको क्या सिखा दिया । मेरा पुत्र और इस प्रकार 
किष्णुकी स्तुति करे--तूने ऐसी शिक्षा क्यों दी? यह 
मूर्खतापूर्ण न करनेयोग्य कार्य ब्राह्मणोंके ही योग्य है। 


ब्राह्मणाधम ! मेरे शत्नुकी यह स्तुति, जो कदापि 
सुननेयोग्य नहीं है, आज मेरे ही आगे इस बालकने भी 
सुना दी । यह सन तेरा ही प्रसाद है ।' इतना कहते-कहते 
दैत्यराज हिरण्यकशिपु क्रोधके मारे अपनी सुध-बुध खो 
बैठा और चारों ओर देखकर दैत्योंसे बोला--'अरे ! इस 
ब्राह्मणको मार डालो ।' आज्ञा पाते ही क्रोधमें भरे हुए 
राक्षस आ पहुँचे और उन श्रेष्ठ ब्राह्मणके गलेमें रस्सी 
लगाकर उन्हें बाँधने लगे । ब्राह्मणोंके प्रेमी प्रहाद अपने 
गुरुको बैंधते देख पितासे बोले--'तात ! यह गुरुजीने 
नहीं सिखाया है । मुझे तो देवाधिदेव भगवान्‌ विष्णुकी ही 
कृपासे ऐसी शिक्षा मिली है । दूसरा कोई गुरु मुझे उपदेश 
नहीं देता । मेरे लिये तो श्रीहरि ही प्रेरक हैं । सुनने, मनन 
करने, बोलने तथा देखनेवाले सर्वव्यापी ईश्वर केवल 
श्रीविष्णु ही हैं । बे ही अविनाशी कर्ता हैं और वे ही सन 
आणियोपर नियन्त्रण करनेवाले हैं । अतः प्रभो ! मेरे गुरु 
इन ब्राह्मणदेवताका कोई अपराध नहीं है । इन्हें बन्धनसे 
मुक्त कर देना चाहिये ।' 

पुत्रकी यह बात सुनकर हिरण्यकशिपुने ब्राह्मणका 
बन्धन खुलबा दिया और स्वये बड़े खिस्मयरमें पड़कर 
प्रह्मदसे कहा--'बेटा ! तुम ब्राह्मणोके झूठे नहकावेमें 
आकर क्यों भ्रममें पड़ रहे हो ? कौन विष्णु है ? कैसा 
उसका रूप है और कहाँ वह निवास करता है ? संसारमें 
मैं ही ईश्वर हूँ। मैं ही तीनों लोकोंका स्वामी माना गया 
हूँ। विष्णु तो हमारे कुलका शत्रु है । उसे छोड़ो और मेरी 
ही पूजा करो। अथवा लोकगुरु भगवान्‌ झंकरकी 
आराधना करो, जो देवताओके अध्यक्ष, सम्पूर्ण ऐश्वर्य 
अदान करनेवाले और परम कल्याणमय हैं। ललारमें 
भस्मसे त्रिपुण्ड धारण करके पाशुपत-मार्गसे दैत्यपूजित 
महादेवजीकी पूजामें संलम रहो ।' 

पुरोहितोंने कहा--ठीक ऐसी ही बात है। 
महाभाग ! प्रह्माद ! तुम पिताकी बात मानो। अपने 
कुलके शत्रु विष्णुको छोड़ो और त्रिनेत्रधारी महादेवजीकी 
पूजा करे! महादेवजीसे 'घढ्कर सब कुछ देनेवाला 
दूसरा कोई देवता नहीं है । उन्हीँकी कृपासे आज तुम्हारे 
पिता भी ईश्वरपदपर प्रतिष्ठित हैं। 


उत्तरखण्ड ] 


* नृसिंहावतार एवं ग्रहादजीकी कथा + 


९४९ 


3e390०१%१७५१९५५^५००५०५५५००५१४०१४०५०#९५५५५००५१५४१५४०४०१५१५५००००५०५४४१५५०९००४५१९४४४५५४४*५५५४.५५४५४१४०४९ 


ह्लाद ओले अहो ! भगवानकी कैसी महिमा 
है, जिनकी मायासे सारा जगत्‌ मोहित हो रहा है ! कितने 
आश्चर्यकी बात है कि वेदान्तके विद्वान्‌ और सन लोकॉमें 
पूजित ब्राह्मण भी मदोन्मत्त होकर चपलतावश ऐसी बातें 
कहते हैं। मेरा तो दृढ़ विश्वास है कि नारायण हीं परब्रह्म 
हैं। नारायण ही परमतत्त्व हैं, नारायण ही सर्वश्रेष्ठ ध्याता 
और नारायण ही सर्वोत्तम ध्यान हैं! सम्पूर्ण जगत्की 
गति भी वे ही हैं। वे सनातन, शिव, अच्युत, जगत्के 
धाता, विधाता और नित्य वासुदेव हैं। परम पुरुष 
नारयण ही यह सम्पूर्ण विश्व हैं और वे ही इस विश्वको 
जीवन प्रदान करते हैं। उनका श्रीअङ्ग सुवर्णके समान 
कान्तिमान्‌ है । वे नित्य देवता हैं। उनके नेत्र कमलके 
समान हैं। वे श्री, भू और लीला- इन तीनों देवियोंके 
स्वामी हैं। उनकी आकृति सुन्दर और सौम्य है तथा 
अन्तःकरण अत्यन्त निर्मल है। उन्होंने ही सम्पूर्ण 
देवताओंमें श्रेष्ठ ब्रह्म और महादेनजीको उत्पन्न किया 
है। ब्रह्मा और महादेवजी उम्हीके आज्ञानुसार चलते हैं। 
उन्हीके भयसे वायु सदा गतिशील रहती है। उन्हीँके 
डरसे सूर्यदेव ठीक समयपर उदित होते हैं। और उन्हीँके 
भयसे अग्नि, इन्द्र तथा मृत्यु देवता सदा दौड़ लगाते 
रहते हैं। सृष्टिके आदिमें एकमात्र नित्य देवता भगवान्‌ 
नारायण ही थे। उस समय न ब्रह्मा थे और न 
महादेवजी, न चन्द्रमा थे न सूर्य, न आकाश था न 
पृथ्वी ! नक्षत्र और देवता भी उस समय प्रकट नहीं हुए 
थे। विद्वान्‌ पुरुष सदा ही भगवान्‌ विष्णुके उस 
'परमधामका साक्षात्कार करते हैं। परम योगी महात्मा 
सनकादि भी जिन भगवान्‌ विष्णुका ध्यान करते हैं, 
ब्रह्मा, शिव तथा इन्द्र आदि देवता भी जिनकी 
आराघनामें लगे रहते हैं, जिनकी पत्री भगवती लक्ष्मीकी 
कृपा-कराक्षपूर्ण आधी दृष्टि पड़नेपर ही ब्रह्मा, इन्द्र, रुद्र, 
चरुण, यम, चन्द्रमा और कुबेर आदि देवता हर्षसे फूल 
उठते है, जिनके नामॉका स्मरण करनेमात्रसे पापियोंकी 
भी तत्काल मुक्ति हो जाती है, वे भगवान्‌ लक्ष्मीपति ही 
देवताओंकी भी सदा रक्षा करते हैं। मैं लक्ष्मीसहित उन 
परमेश्वरका ही सदा पूजन करूँगा। तथा अनायास ही 


श्रीविष्णुके उस परम पदको प्राप्त कर लूँगा । 

अह्लादकी ये बातें सुनकर हिरण्यकशिपु अत्यन्त 
क्रोधमें भरकर द्वितीय अमिकी भाँति जल उठा और चारों 
ओर देखकर दैत्यॉसे बोला--'अरे ! यह प्रह्वाद बड़ा 
पापी है। यह शत्रुकी पूजामें लगा है। मैं आज्ञा देता 
हूँ-- इसे भयंकर झख्रोसे मार डालो । जिसके बलपर 
यह "श्रीहरि ही रक्षक है' ऐसा कहता है, उसे आज ही 
देखना है । उस हरिका रक्षा-कार्य कितना सफल है-- 
यह अभी मालूम हो जायगा ।' 

दैत्यराजकी यह आज्ञा पाते ही दैत्य हथियार 
उठाकर महात्मा प्रह्मादको मार डाळनेके लिये उन्हें चारों 
ओरसे घेरकर खड़े हो गये। इधर प्रह्मद भी अपने 
हृदय-कमलमें श्रीविच्णुका ध्यान करते हुए अष्टाक्षर- 
मन्त्रका जप करने लगे और दूसरे पर्वतकी भाँति 
अविचलभावसे खड़े रहे । दैत्यवीर चारों ओरसे उनके 
ऊपर झूल, तोमर और इक्तियोंसे प्रहार करने लगे। 
परन्तु श्रीहरिका स्मरण करनेके कारण प्रह्वादका शरीर 
उस समय भगवानके प्रभावसे दुर्धर्ष बज़के समान हो 
गया। देवद्रोहियोके बड़े-बड़े अस्त्र-शस्त्र प्रह्मदके 
शरीरसे टकयकर टूट जाते और कमलके पत्तेकि समान 
छित्र-भिन्न होकर पृथ्वीपर गिर जाते थे। दैत्य उनके 
अङ्गमें छोटा-सा भी घाव करनेमें समर्थ न हो सके । तब 
विस्मयसे नीचा मुँह किये ये सभी योद्धा दैत्यराजके पास 
जा चुपचाप खड़े हो गये। अपने महात्मा पुत्रको इस 
अकार तनिक भी चोट पहुँचती न देख दैत्यराज 
हिरण्यकरिपुको बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने क्रोधसे 
व्याकुल होकर खासुकि आदि बड़े-बड़े विषैले 
और भयंकर सपॉको आज्ञा दी कि 'इस प्रह्मदको 
काट खाओ ।' 

राजाका यह आदेश पाकर अत्यन्त भयंकर और 
महाबली नाग, जिनके मुखोंसे आगकी लपटें निकल रही 
थीं, अहादको काट खानेकी चेष्टा करने लगे; किन्तु उनके 
झरीरमें दाँत लगाते ही खे सर्प विषोंसे हाथ घो बैठे! 
उनके दाँत भी टूट गये सथा हजारों गरुड प्रकट होकर 
उनके शरीरको छिन्न-भिन्न करने लगे। इससे व्याकुल 


९४२ 


* अर्खयस्व हृवीकेश यदीच्छसि परं पदभ्‌ + 


( संक्षिप्त पद्मपुराण 


होकर मुखसे रक्त वमन करते हुए सभी सर्प इधर-उधर 
भाग गये। बड़े-बड़े सर्पोंकी ऐसी दुर्दशा देख 
दैत्यराजका क्रोध और भी बढ़ गया। अब उसने 
मतघाले दिग्गजोंको प्र्मदपर आक्रमण करनेकी आज्ञा 
दी। राजाशासे प्रेरित होकर मदोन्मत्त दिग्गज प्रह्मदको 
चारों ओरसे घेरकर अपने विशाल और मोटे दाँतोंसे 
उनपर प्रहार करने लगे । किन्तु उनके शरीरसे टक्कर लेते 
ही दिग्गजोंके दाँत जड़-मूलसहित टूटकर पृथ्वीपर गिर 
चड़े। अब बे बिना दाँतोंके हो गये | इससे उन्हें बड़ी 
पीड़ा हुई और वे सब ओर भाग गये। बड़े-बड़े 
गजराजोंको इस प्रकार भागते देख दैत्यराजके क्रोधकी 
सीमा न रहो। उसने बहुत बड़ी चिता जलाकर उसमें 
अपने बेटेको डाल दिया। जलमें शयन करनेवाले 
भगवान्‌ विष्णुके प्रियतम प्रह्मादको धीरभावसे बैठे देख 
भयंकर रुपटोंबाले अभिदेवने उन्हें नहीं जलाया । उनकी 
ज्वाला शान्त हो गयी। अपने बालकको आगमें भी 
जळते न देख दैत्यपतिके आश्चर्यकी सीमा न रही । उसने 
पुत्रको अत्यन्त भयंकर विष दे दिया, जो सब प्राणियॉके 
प्राण हर लेनेवाला था । किन्तु भगवान्‌ विष्णुके प्रभावसे 
प्रह्मदके लिये निष भी अमृत हो गया। भगवानको 
अर्पण करके उनके अमृतस्बरूप प्रसादको ही वे खाया 
करते थे। इस प्रकार राजा हिरण्यकशिपुने अपने पुत्रके 
वधके लिये बड़े भयंकर और निर्दयतापूर्ण उपाय किये; 
किन्तु प्रह्वादको सर्वथा अवध्य देखकर बह बिस्मयसे 
व्याकुल हो उठा और बोल्त्न । 
हिरण्यकदिपुने कहा--प्रह्मद । तुमने मेरे 
सामने विष्णुकी श्रेष्ठताका भलीभाँति वर्णन किया है । वे 
सब भूतोंमें व्यापक होनेके कारण विष्णु कहलाते हैं । जो 
सर्वव्यापी देवता हैं, वे ही परमेश्वर है । आतः तुम मुझे 
विष्णुकी सर्वव्यापकताको भत्यक्ष दिखाओ। उनके 
ऐश्वर्य, शक्ति, तेज, ज्ञान, वीर्य, बल, उत्तम रूप, गुण 
और विभूतियॉंको अच्छी तरह देख हूँ; तब मैं विष्णुको 
देवता मान सकता हूँ। इस समय संसारमें तथा 
देवताओंमें भी मेरे बलकी समानता करनेवास्त्र कोई भी 
नहीं है। भगवान्‌ शंकरके वरदानसे मैं सन मराणियोके 


लिये अवध्य हो गया हूँ। मुझे परास्त करना किसी भी 
आणीके लिये कठिन है । यदि विष्णु मुझे अपने बल और 
पराक्रमसे जीत लें तो ईश्वरका पद प्राप्त कर सकते हैं। 

'पिताकी यह बात सुनकर प्रह्लादको बड़ा विस्मय 
हुआ उन्होंने दैत्यराजके सामने श्रीहरिके प्रभावका वर्णन 
करते हुए कहा--'पिताजी ! योगी पुरुष भक्तिके बलसे 
उनका सर्वत्र दर्शन करते हैं। भक्तिके निना ने कहीं भी 
दिखायी नहीं देते । रोष और मत्सर आदिके द्वारा श्रीहरिका 
दर्शन होना असम्भव है । देवता, पशु, पक्षी, मनुष्य तथा 
स्थावर समस्त छोटे-बड़े प्राणियोंमें वे व्याप्त हो रहे हैं।' 

प्रह्मादके ये वचन सुनकर दैत्यराज हिरण्यकशिपुने 
क्रोधसे लाल-लाल आँखें करके उन्हें डाँटते हुए 
कहा--'यदि विष्णु सर्वव्यापी और परम पुरुष है तो इस 
विषयमें अधिक प्रलाप करनेकी आवश्यकता नहीं है। 
इसपर विश्वास करनेके लिये कोई प्रत्यक्ष प्रमाण उपस्थित 
करो।' ऐसा कहकर दैत्यने सहसा आपने महलके 
खैभेको हाथसे ठोका और प्रह्मदसे फिर कहा--'यदि 
विष्णु सर्वत्र व्यापक है तो उसे तुम इस खंभेमें 
दिखाओ। अन्यथा झूठी खातें अनानेके कारण तुम्हारा 
वध कर डाळूंगा ।' 

यों कहकर दैत्यराजने सहसा तलवार खींच ली 
और क्रोधपूर्वक अहादको मार डालनेके लिये उनकी 
छातीपर प्रहार करना चाहा | उसी समय खंभेके भीतरसे 
बड़े जोरकी आवाज सुनायी पड़ी, मानो वञ्रकी गर्जनाके 
साथ आसमान फट पड़ा हो । उस महान्‌ शब्दसे दैत्योंके 
कान खहरे हो गये। वे जड़से करे हुए वृक्षॉकी भांति 
पृथ्वीपर गिर पड़े । उनपर आतङ्क छा गया ! उन्हें ऐसा 
जान पड़ा, मानो अभी तीनों लोकोंका प्रलय हो जायगा। 
तदनन्तर उस खंभेसे महान्‌ तेजस्वी श्रीहरि विशालकाय 
सिंहकी आकृति धारण किये निकले। निकलते ही 
उन्होंने प्रलयकालीन मेघेकि समान महाशुयंकर गर्जना 
की! चे अनेक कोटि सूर्य और अग्नियोकि समान तेजसे 
सम्पन्न थे। उनका मुँह तो सिंहके समान था और शरीर 
मनुष्यके समान । दाढ़ोंके कारण मुख बड़ा विकराल 
दिखायी देता था। लपलपाती हुई जीभ उनके उद्धत 


९४३ 


भावकी सूचना दे रही थी। उनके बालोंसे आगकी लपटें 
निकल रही थीं। क्रोधसे जलती हुई अंगारे-जैसी 
ल्ाल-लाल आँखें अलातचक्रके समान घूम रही थीं। 
हजारों बड़ी-बड़ी भुजाओंमें सब प्रकारके अख्न-शास्त्र 
लिये भगवान्‌ नरसिंह अनेक झाखावाले वृक्षोंसे युक्त 
मेरुपर्वतके समान जान पड़ते थे। उनके आङ्गोमें दिव्य 
मालाएँ, दिव्य वस्र और दिव्य आभूषण शोभा पाते थे। 
भगवान्‌ नरसिंह सम्पूर्ण दानवोंका संहार करनेके लिये 
जहाँ खड़े हुए। भयानक आकृतिवाले महाबली 
नरसिंहको उपस्थित देख दैत्यराज हिरण्यकरिपुकी 
आँखोंकी बरौनियाँ जल उठीं। उसका सारा शरीर 
व्याकुल हो गया । और वह आपनेको सँभाल न सकनेके 
कारण पृथ्बीपर गिर पड़ा। 

उस समय प्रह्ादने भगवान्‌ जनार्दनको नरसिंहकी 
आकृतिमें उपस्थित देख जय-जयकार करते हुए उनके 
चरणोंमें मस्तक झुकाया और उन महात्माके अद्भुत 
अङ्घॉपर दृष्टिपात किया । उनकी गर्दनके बालोंमें कितने 
'ही लोक, समुद्र, ड्रीप, देवता, गन्धर्व, मनुष्य और हजारों 
अण्डज प्राणी दिखायी देते थे । दोनों नेत्रोमे सूर्य और 
चन्द्रमा आदि तथा कानोंमें अश्विनीकुमार और सम्पूर्ण 
दिशा एवं विदिशाएँ थीं । ललाटमें ब्रह्मा और महादेव, 
नासिकामें आकाश और वायु, मुखके भीतर इन्द्र और 
अग्नि, जिह्वामें सरस्वती, दाकोंपर सिंह, व्याघ, शरभ और 
बड़े-बड़े साँपोंका दर्शन होता था। कण्ठमें मेरुगिरि, 
कंधोंमें महान्‌ पर्वत, भुजाओंमें देवता, मनुष्य और 
पशु-पक्षी, नाभिमें अन्तरिक्ष और दोनों पैरॉमे पृथ्वी थी । 
रोमावलियोमें ओषधियाँ, नखोंमें सम्पूर्ण विश्व और 
निःश्वासोंमें साङ्गोपाङ्ग वेद थे । उनके सम्पूर्ण आङ्गोंमे 
आदित्य, बसु, रुद्र, बिश्चेदेव, मरुद्गण, गन्धर्व तथा 
अप्सराएँ दृष्टिगोचर होती थीं। इस प्रकार उन 
परमास्माकी विभूतियाँ दिखायी दे रही थीं। उनका 
सक्षःस्थल श्रीवत्सचिह्न, कौस्तुभमणि और वनमालासे 
विभूषित था । वे शङ्ख, चक्र, गदा, खङ्ग और शार्ङ्गधनुष 
आदि अखसख्म-शस्त्रोंसे सम्पन्न थे। सम्पूर्ण उपनिषदोंके 
अर्थभूत भगवान्‌ श्रीविष्णुको उपस्थित देख दैत्य- 


राजकुमार प्रह्मादके नेत्रॉसे आनन्दके आँसू बह चले । 
उनका सर्वाङ्ग अश्रुजलसे अभिषिक्त होने लगा और वे 
बारम्बार औहरिके चरणोंमें प्रणाम करने लंगे। 

दैत्यराज हिरण्यकरिपु सिंहको सामने आया देख 
क्रोधवश युद्धके लिये तैयार हो गया। बह मृत्युके 
अधीन हो रहा था। इसलिये हाथमे तलवार लेकर 
भगवान्‌ नृसिंहकी ओर दौड़ा । इसी बीचमें महाबली दैत्य 
भी होझमें आ गये और ने अपने-अपने आयुध लेकर 
बड़ी उतावलीके साथ श्रीहरिपर प्रहार करने लगे। 
दैत्यॉकी उस सेनाको देखकर भगवान्‌ नरसिंहने अपनी 
अग्रालसे निकलती हुई लपटोंके द्वारा उसे जलाकर भस्म 
कर दिया । समस्त दानव उनकी जटाकी आगसे जलकर 
राखकी ढेर हो गये। प्रह्मद और उनके अनुचरोंको 
छोड़कर दैत्यसेनामें कोई भी नहीं बचा। यह देख 
दैत्यराजने क्रोघमें भरकर तलवार खींच ली और भगवान्‌ 
नरसिंहपर धावा किया; किन्तु भगवानने एक ही हाथसे 
तलवारसहित दैत्यराजको पकड़ लिया और जैसे आँधी 
वृक्षकी शाखाको गिरा देती है, उसी प्रकार उसे पृथ्वीपर 
दे मारा। पृथ्वीपर पड़े हुए उस घिशालकाय दैत्यको 
भगवान्‌ नरसिंहने फिर पकड़ा और अपनी गोदमें रखकर 
उसके मुखकी ओर दृष्टिपात किया। उसमें श्रीविष्णुकी 
निन्दा तथा बैष्णवभक्तसे द्वेष करनेका जो पाप था, बह 
भगवानके स्पर्शमात्रसे ही जलकर भस्म हो गया। 
तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ नृसिंहने दैत्यराजके उस विशाल 
शरीरको वज्रके समान कठोर और तीखे नखोंसे विदीर्ण 
कर डाला। इससे दैत्यराजका अन्तःकरण निर्मल हो 
गया । उसने साक्षात्‌ भगवानका मुख देखते हुए आणोंका 
परित्याग किया | इसलिये बह कृतकृत्य हो गया । महान्‌ 
नृसिंहरूपधारी श्रीहरिने अपने तीखे नखोंसे उसकी देहके 
सैकड़ों टुकड़े करके उसकी लम्बी आँतें बाहर निकाल 
लीं और उन्हें आपने गलेमें डाल लिया ।_ 

तदनन्तर, सम्पूर्ण देवता और तपस्वी मुनि ह्मा 
तथा महादेबजीको आगे करके भीरे-धरि भगवानकी 
स्तुति करनेके लिये आये। उस समय सब ओर 
मुखवाले भगवान्‌ नृसिंह क्रोधाम्रिसे प्रज्वलित हो रहे 


९४४ 


= अर्चयस्व हषीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ » 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


थे। इसलिये सब देवता और मुनि भयभीत हो गये। 
उन्होंने भगढान्‌को प्रसन्न करनेके लिये जगन्माता 
भगवती लक्ष्मीका चिन्तन किया, जो सबका धारण- 
पोषण करनेवाली, सबको अधोश्वरी, सुवर्णमय कान्तिसे 
सुशोभित होनेवाली तथा सब प्रकारके उपद्रवोंका नाश 
करमेवाली हैं। उन्होंने भक्तिपूर्वक देवीसूक्तका जप करते 
हुए श्रीविष्णुकी शक्ति अनिन्द्यसुन्दरी नारायणीको 
नमस्कार किया । देवताओंके स्मरण करनेपर सनातन 
देवता भगवती लक्ष्मी वहाँ प्रकट हुई । देवाधिदेव 
गुकी वल्लभा महालक्ष्मीका दर्शन करके सम्पूर्ण 
देवता बहुत प्रसन्न हुए और हाथ जोड़कर बोले--- 
'देबि ! अपने प्रियतमको प्रसन्न करो। तुम्हारे स्वामी 
जिस प्रकार भी तीनों लोकोंको अभय दान दें, वही 
उपाय करो ।' 
देवताऑके ऐसा कहनेपर भगवती लक्ष्मी सहसा 
अपने प्रियतम भगवान्‌ जनार्दनके पास गयीं और 
चरणोंमें पड़कर नमस्कार करके बोलीं---'प्राणनाथ ! 
प्रसन्न होइये।' अपनी प्यारी महारानीको उपस्थित देख 
सर्वेश्वर श्रीहरिने राक्षस-शरीरके प्रति उत्पन्न क्रोधको 
तत्काल त्याग दिया और कृपारूपी अमृतसे सरस दृष्टिके 
द्वारा देखा। उस समय उनके कृपापूर्ण दृष्टिपातसे संतुष्ट 
होकर जय-जयकार करते हुए उच्च स्वरसे स्तुति और 
नमस्कार करनेवाले लोगॉमें आनन्द और उल्लास छा 
गया। तत्पश्चात्‌ सम्पूर्ण देवता हर्षमग्न हो जगदीश्वर 
विष्णुको नमस्कार करके हाथ जोड़कर बोले-- 
“भगवन्‌! अनेक भुजाओं और चरणोंसे युक्त आपके 
इस अद्भुत रूप और तीनों लोकोंमे व्याप्त दुःसह तेजकी 
ओर देखने और आपके समीप ठहरनेमें हम सभी देवता 
असमर्थ हो रहे हैं।' 
देखताओंके इस प्रकार प्रार्थना करनेपर देवेश्वर 
श्रीविष्णुने उस अत्यन्त भयानक तेजको समेट लिया 
और सुखपूर्वक दर्शन करनेयोग्य हो गये। उस समय 
उनका अकारा शरत्कालके करोड़ों चन्रमाओके समान 
प्रतीत होता था । कमलके समान विशाल नेत्र शोभा पा 
रहे थे। जटापुञजसे सुघाकी वृष्टि हो रही थी। उसमें 


इतनी चमक थी, मानो करोड़ों चपलाएँ चमक रही हों। 
नाना प्रकारके रलनिर्मित दिव्य केयूर और कड़ोंसे 
विभूषित भुजाओंद्वारा वे ऐसे जान पड़ते थे मानो शाखा 
और फलॉसे युक्त कल्पवृक्ष सुशोभित हो! कोमल, 
दिव्य तथा जपाकुसुमके समान लाल रंगवाले चार 
हाथोंसे परमेश्वर श्रीहरिकी बड़ी शोभा हो रही थी । उनकी 
ऊपरवाली दो भुजाओमें शक और चक्र थे तथा शेष दो 
हाथोंमें वरदान और अभयकी मुद्राएँ शोभा पाती थीं। 
भगवानका वक्षःस्थल श्रीवत्स-चिह, कौस्तुभमणि तथा 
वनमालासे विभूषित था। कानोंमें उदयकालीन 
दिनकरकी-सी दीप्षिवाले दो कुण्डल जगमगा रहे थे। 
हार, केयूर और कड़े आदि आभूषण भिन्न-भिन्न अङ्गोंकी 
सुषमा बढ़ा रहे थे। वामाङ्गमें भगवती लक्ष्मीजीको साथ 
ले भगवान्‌ नृसिंह बड़ी शोभा पाने लगे । 

उस समय लक्ष्मी और नूसिंहको एक साथ देख 
देवता और महर्षि मन-ही-मन बड़े प्रसन्न हुए। उनके 
नेत्रॉसे आनन्दाश्रुकी धारा बह चली, जिससे उनका शरीर 
भीगने लगा। वे आनन्दसमुद्रमें निमग्न होकर बारम्बार 
भगवानको नमस्कार करने लगे । उन्होंने अमृतसे भरे हुए 
रल्मय कलशॉद्वारा सनातन भगवानका अभिषेक करके 
यस, आभूषण, गन्ध, दिव्य पुष्प तथा मनोरम धूप 
अर्पण करके उनका पूजन किया और दिव्य स्तोत्रॉसे 
स्तुतिं करके बार-बार उनके चरणोंमें मस्तक झुकाया । 
इससे प्रसन्न होकर भगवान्‌ रक्ष्मीपतिने उन देवताओंको 
मनोवाञ्छित खरदान दिया। तत्पश्चात्‌ सबके स्वामी 
भक्तवत्सल श्रीहरिने देवताओंको साथ ले प्रह्मदको सब 
दैत्योंका राजा बनाया। प्रह्मदको आश्वासन दे 
देवताओंद्वारा उनका अभिषेक कराकर उन्हें अभीष्ट 
वरदान और अनन्य भक्ति अदान की। इसके बाद 
भगषानके ऊपर फूलोंकी वर्षा हुई और ये देवगणोसे 
अपनी स्तुति सुनते हुए वहीं अन्तर्धान हो गये । तदनन्तर 
सब देखता अपने-अपने स्थानको चले गये और 
असन्नतापूर्वक यज्ञभागका उपभोग करने लगे! तनसे 
उनका आतङ्क दूर हो गया । उस महादैत्यके मारे जानेसे 
सबको बड़ा हर्ष हुआ। तदनन्तर विष्णुभक्त प्रह्माद 


उत्तरखण्ड ] « खापन-अवतारके वैभवका वर्णन » २४५ 


धर्मपूर्वक राज्य करने लगे। वह उत्तम राज्य उन्हें प्रतिदिन इस प्रह्मद-चरित्रको सुनते हैं, वे सब पापोंसे 

भगवान्‌के प्रसादसे ही उपलब्ध हुआ था । उन्होंने अनेक मुक्त हो परम गतिको प्राप्त होते हैं। पार्वती ! इस प्रकार 

यज्ञ-दान आदिके द्वारा नरसिंहजीका पूजन किया और मैने तुम्हें श्रीहरिके नृसिंहावतारका वैभव बतलाया है | 

समय आनेपर वे श्रीहरिके सनातन धामको प्राप्त हुए। जो अंब शेष अवतारोंके वैभवका क्रमशः वर्णन सुनो । 
= = 


बामन-अवतारके वैभवका वर्णन 


महादेवजी कहते हैं--पार्वती ! भ्रहादके 
विरोचन नामक पुत्र हुआ । विरोचनसे महाबाहु नलिका 
जन्म हुआ | नरि धर्मज्ञोमें श्रेष्ठ, सत्यप्रतिज्ञ, जितेन्द्रिय, 
नित्य घर्मपरायण, पवित्र और श्रीहरिके प्रियतम भक्त 
थे। चे महान्‌ बलवान्‌ थे । उन्होंने इन्द्रसहित सम्पूर्ण 
देवताओं और मरुद्रणोंको जीतकर तीनों लोकोंको अपने 
अधीन कर छिया था। इस प्रकार वे समस्त त्रिलोकीका 
राज्य करते थे। उनके शासन-कालमें पृथ्वी बिना जोते 
ही पके धान पैदा करती थी और खेतीमें बहुत अधिक 
अन्नकी उपज होती थी। सभी गौ. पूरा दूध देती और 
सम्पूर्ण वृक्ष फल-फूलॉसे रदे रहते थे। सब मनुष्य 
पापोंसे दूर हो अपने-अपने धर्में लगे रहते, थे। 
किसीको किसी भ्रकारकी चिन्ता नहीं थी । सन लोग सदा 
भगवान्‌ हृषीकेशकी पूजा किया करते थे। इस प्रकार 
दैत्यराज बलि धर्मपूर्वक राज्यका पालन करने लगे । इन्द्र 
आदि देवता दासभावसे उनकी सेवामें खड़े रहते थे। 
बलिको अपने बलका अभिमान था । वे तीनों लोकोका 
ऐश्वर्य भोग रहे थे। 

इधर महर्षि कश्यप अपने पुत्र इन्द्रको राज्यसे 
वञ्चित देख उनके हितकी इच्छासे श्रीहरिको असन्न 
करनेके लिये पत्रीसहित तपस्या करने लगे । धर्मात्मा 
कश्यपने अपनी भार्या अदितिके साथ पयोब्रतका 
अनुष्ठान किया और उसमें देवताओके स्वामी भगवान्‌ 
जनार्दनका पूजन किया। उसके बाद भी एक सहस्र 
वर्षांतक ये श्रीहरिकी आराधनामें संलग्न रहे। तब 
सनातन देवता भगवान्‌ विष्णु भगवती लक्ष्मीके साथ 
उनके सामने प्रकट हुए । जगदीश्वर श्रीहरिंको सामने देख 
द्विजश्रेष्ठ कश्यपका हदय आनन्दमें मग्न हो. गया। 


उन्होंने अदितिके साथ प्रणाम करके भगवानकी 
स्तुति की। 

तब भगवान्‌ जोले--विप्रवर ! तुम्हारा कल्याण 
हो। तुमने भक्तिपूर्वक मेरी पूजा की है। इससे मैं 
बहुत सन्तुष्ट हूँ। तुम कोई वर माँगो । मैं तुम्हारा मनोरथ 
पूर्ण करूँगा। 

कश्यपजीने कहा-- देवेश्वर ! दैत्यराज बलिने 
तीनों लोकोंको बळपूर्वक जीत लिया है। आप मेरे पुत्र 
होकर देवताओंका हित कीजिये । जिस किसी उपायसे 
भी मायापूर्वक बलिको परास्त करके मेरे पुत्र इन्द्रको 
त्रिलोकीका राज्य प्रदान कीजिये । 

कश्यपजीके ऐसा कहनेपर भगवान्‌ विष्णुने 
“तथास्तु' कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार की और 
देवताओंके मुखसे अपनी स्तुति सुनते हुए वे कहीं 
अन्तर्धान हो गये। इसी समय महात्मा कझ्यपके 
संयोगसे देवी अदितिके गर्भमें भूतभावन भगवानका 
शुभागमन हुआ । तदनन्तर एक हजार वर्ष नीतनेके बाद 
अदितिने चामनरूपधारी भगवान्‌ विष्णुको जन्म दिया। 
वे जहाचारीका वेष धारण किये हुए थे । सम्पूर्ण वेदाङ्गोमे 
उन्हींका तत्त्व दृष्टिगोचर होता है। वे मेखला, मृगचर्म 
और दण्ड आदि चिह्ोंसे उपलक्षित हो रहे थे। इन्द्र 
आदि सम्पूर्ण देवता उनका दर्शन करके महर्षियोके साथ 
उनकी स्तुति करने लगे । तब भगवानूने प्रसन्न होकर उन 
श्रेष्ठ देबताओंसे कहा--'देवगण ! बताइये, इस समय 
मुझे क्या करना है ?' र 

देवता बोले--मधुसूदन । इस समय राजा 
बलिका यज्ञ हो रहा है। अतः ऐसे अवसरपर वह कुछ 
देनेसे इन्कार नहीं कर सकता । भ्रभो ! आप दैत्यराजसे 


# अर्चयस्व हषीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ « 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


तीनों लोक माँगकर इन्द्रको देनेकी कृपा करें। 
देवताओंके ऐसा कहमेपर भगवान्‌ वामन यज्ञ- 
शालामें महर्षियोक साथ बैठे हुए राजा बलिके पास 
आये । ब्रह्मचारीको आया देख दैत्यराज सहसा उठकर 
खड़े हो गये और मुसकराते हुए बोले--'अभ्यागत सदा 
विष्णुका ही स्वरूप है। अतः आप साक्षात्‌ विष्णु ही 
यहाँ पधारे हैं ।' ऐसा कहकर उन्होंने ब्रह्मचारीको फूलोंके 
आसनपर बिठाकर उनका विधिपूर्वक पूजन किया और 
चरणोमे गिरकर प्रणाम करके गद्गद वाणीमें कहा-- 
'विप्रवर ! आपका पूजन करके आज मैं धन्य और 
कृतार्थ हो गया। मेरा जीवन सफल है। कहिये मैं 
कौन-सा प्रिय कार्य करूँ ? द्विजश्रेष्ठ ! आप 
जिस वस्तुको पानेके उद्देश्यसे मेरे पास पधारे हैं, उसे 
शीघ्र बताइये | मैं अवश्य दूँगा।' 
बामनजी बोले--महाराज ! मुझे तीन पग भूमि 
दे दीजिये; क्योंकि भूमिदान सब दानोंमें श्रेष्ठ है। जो 
भूमिका दान करता और जो उस दानको ग्रहण करता है, 
बे दोनों ही पुण्यात्मा हैं। वे दोनों अवश्य ही स्वर्गगामी 
होते हैं। अतः आप मुझे तीन पग भूमिका दान कीजिये । 
यह सुनकर राजा बलिने प्रसत्रतापूर्वक कहा-- 
"बहुत अच्छा ।' तत्पश्चात्‌ उन्होंने विधिपूर्वक भूमिदानका 
विचार किया । दैत्यराजको ऐसा करते देख उनके पुरोहित 
शुक्राचार्यजी बोले--'राजन्‌ ! ये साक्षात्‌ परमेश्वर विष्णु 
हैं। देवताओंकी प्रार्थनासे यहाँ पधारे हैं और तुम्हें 
चकमेमें डालकर सारी पृथ्वी हड़प लेना चाहते हैं। अतः 
इन महात्माको पृथ्वीका दान न देना । मेरे कहनेसे कोई 
और ही वस्तु इन्हें दान करो, भूमि न दो ।' 
यह सुनकर राजा बलि हँस पड़े और धैर्यपूर्वक 
गुरुसे बोले- ब्रह्मन्‌! मैने सारा पुण्य भगवान्‌ 
वासुदेवकी प्रसत्रताके ही ल्थ्यि किया है। अतः यदि 
स्वयं विष्णु ही यहाँ पधारे हैं, तब तो आज मैं धन्य हो 
गया । उनके लिये तो आज मुझे यह परम सुखमय 
जीवनतक दे डालनेमें संकोच न होगा। अतः इन 
ब्राह्मणदेबताको आज मैं तीनों लोकाँका भी निश्चय ही 
दान कर दूँगा ।' ऐसा कहकर राजा बलिने बड़ी भक्तिके 


साथ ब्राह्मणके दोनों चरण पखारे और हाथमें जल लेकर 
विधिपूर्वक भूमिदानका संकल्प किया । दान दे, नमस्कार 
करके दक्षिणारूपसे धन दिया और प्रसन्न होकर कहा-- 
“ब्रह्मन्‌ ! आज आपको भूमिदान देकर में अपनेको धन्य 
और कृतकृत्य मानता हूँ। आप अपने इच्छानुसार इस 
पृथ्वीको ग्रहण कीजिये ।' 

तब भगवान्‌ छिष्णुने दैत्यराज बलिसे कहा--- 
“राजन्‌ ! मैं तुम्हारे सामने ही आन पृथ्वीको नापता हूँ।' 
ऐसा कहकर परमेश्वरने वामन ब्रह्मचारीका रूप त्याग 
दिया और विराट्‌ रूप धारण करके इस पृथ्वीको ले 
लिया! समुद्र, पर्वत, द्वीप, देवता, असुर और 
मनुष्योंसहित इस पृथ्वीका विस्तार पचास कोटि योजन 
है। किन्तु उसे भगवान्‌ मधुसूदनने एक ही पैरस नाप 
लिया। फिर दैत्यराजसे कहा--'राजन्‌! अब क्या 
करूँ ?' भगवानका वह विराट्‌ रूप महान्‌ तेजस्वी था 
और महात्मा ऋषियों तथा देवताओंके हितके लिये प्रकर 
हुआ था। मैं तथा ब्रह्माजी भी उसे नहीं देख सकते थे । 
भगवानका बह पग सारी पृथ्वीको लाँघकर सौ योजनतक 
आगे बढ़ गया । उस समय सनातन भगवानने दैत्यराज 
बलिको दिव्यचक्षु प्रदान किया और उन्हें अपने 
स्वरूपका दर्शन कराया । भगवानके विश्वरूपका दर्शन 
करके दैत्यराज बलिके हर्षकी सीमा न रही । उनके नेत्रोंमें 
आनन्दके आँसू छलक आये। उन्होंने भगवान्को 
नमस्कार करके स्तोत्रोंद्रारा उनकी स्तुति की और 
प्रसन्नचित्तसे गदगदवाणीमें कहा--'परमेश्वर ! आपका 
दर्शन करके मैं धन्य और कृतकृत्य हो गया । आप इन 
तीनों ही लोकोंको ग्रहण कीजिये ।' 

तब सर्वेश्वर विष्णुने अपने द्वितीय पगको ऊपरकी 
ओर फैल्त्रया । वह नक्षत्र, ग्रह और देवलोकको लाँघता 
हुआ ब्रह्मलोकके अन्ततक पहुँच गया; किन्तु फिर भी पूरा 
न पड़ा । उस समय पितामह ब्रह्माने देवाधिदेव भगवानके 
चक्र-कमल्त्रदि चिह्नोंसे अङ्कित चरणको देख हर्षयुक्त 
चित्तसे अपनेको धन्य माना और अपने कमण्डलुके 
जलसे भक्तिपूर्वक उस चरणको धोया। श्रीविष्णुके 
अभावसे वह चरणोदक अक्षय हो गया। बह तीर्थभूत 


उत्तरखण्ड ]. 


» परशुराभावतारकी कथा « 


२४७ 


निर्मल जल मेरुपर्वतके शिखरपर गिरा और जगतको 
पवित्र करनेके लिये चारों दिशाओंमें बह चला । वे चारों 
धाराएँ क्रमशः सीता, अलकनन्दा, चक्षु और भद्राके 
नामसे प्रसिद्ध हुई । मेरुके दक्षिण ओर जो घारा चली, 
उसका नाम अलकनन्दा हुआ। वह तीन धाराओंमें 
विभक्त होनेके कारण त्रिपथगा और त्रि्रोता कहलायी । 
वह लोकपावनी गङ्गा तीन नामोंसे प्रसिद्ध हुई । ऊपर 
स्वर्गलोकमें मन्दाकिनी, नीचे--पाताललोकमें भोगवती 
तथा मध्य अर्थात्‌ मर्त्यलोकमें वेगवती गङ्गा कहलाने 
लगी । ये गङ्गा मनुष्योंको पवित्र करनेर्क लिये प्रकट हुई 
हैं। इनका स्वरूप कल्याणमय है। पार्वती ! जब गङ्गा 
मेरुपर्वतसे नीचे गिर रही थीं, उस समय मैंने अपनेको 
पनित्र करनेके लिये उन्हें मस्तकपर धारण कर लिया । जो 
श्रीविष्णुचरणोंसे निकली हुई गङ्गाका पावन जल अपने 
मस्तकपर धारण करेगा अथवा उनके जलका पान करेगा, 
वह निःसन्देह सम्पूर्ण जगतूका पूज्य होगा । 
तदनन्तर राजा भगीरथ और महातपस्वी गौतमने 
तपस्याके द्वारा मेरी पूजा करके गङ्गाजीके लिये मुझसे 
याचना की । तन मैंने सम्पूर्ण विश्वका हित करनेके लिये 


कल्याणमयी वैष्णवी गङ्गाका जळ उन दोनों महानुभावोके 

लिये प्रसन्रतापूर्वक दान किया। महर्षि गौतम जिस 

गङ्गाको ले गये, वे गौतमी (गोदावरी) कही गयी हैं 
और राजा भगीरथने जिनको भूमिपर उतारा, वे भागीरथी 

गङ्गाके नामसे प्रसिद्ध हुईं। यह मैंने असङ्गवदा तुमसे 

गङ्गाजीके परदुर्भावकी उत्तम कथा सुनायी है । तदनन्तर 

भक्तवत्सल भगवान्‌ नारायणने दैत्यराज बलिको 

रसातलका उत्तम लोक प्रदान किया और उन्हें सब 

दानवों, नागों तथा जल-जन्तुओंका कल्पभरके लिये 

राजा बना दिया। इस प्रकार कश्यपनन्दन वामनका वेष 

धारण करके अविनाशी भगवान्‌ विष्णुने बलिसे तीनों 

लोक लेकर उन्हें प्रसन्नतापूर्वक इन्द्रको दे दिया । तब 

देवता, गन्धर्व तथा परम तेजस्वी ऋषियोने दिव्य स्तोत्रॉसे 

भगवानका स्तवन और पूजन किया । तत्पश्चात्‌ अपना 
विराट्‌ रूप समेटकर भगवान्‌ अच्युत बहीँ अन्तर्धान हो 

गये। इस तरह प्रभावशाली श्रीविष्णुने इन्द्रको रक्षा की 
और इन्द्रने उनको कृपासे तीनों लोकॉका महान्‌ ऐश्वर्य 
आप्त किया । शुभे ! यह मैंने तुमसे वामन अवतारके 
बैभनका वर्णन किया है। 


a जे स 


परशुरामावतारकी कथा 


श्रीमहादेवजी कहते हैं--पार्वती ! भृगुवंशमें 
द्विजवर जमदि अच्छे महात्मा हो गये हैं। वे सम्पूर्ण 
वेद-वेदाङ्गोके पारगामी विद्यान्‌ और महान्‌ तपस्वी थे। 
धर्मात्मा जमदभिने इन्द्रको प्रसन्न करनेके लिये गङ्गाके 
किनारे एक हजार वर्षोतक भारी तपस्या की। इससे 
प्रसन्न होकर देवराज इन्द्रने कहा--'बिप्रवर ! तुम्हारे 
मनमें जैसी इच्छा हो, उसके अनुसार बर माँगो ।' 

जमदि बोले--देव ! मुझे सदा सब 
कामनाओंको पूर्ण करनेवाली सुरभि गौ प्रदान कीजिये । 

तब देवराज इन्द्रमे प्रसत्रतापूर्वक उन्हें सब 
कामनाओंको पूर्ण करनेवाली सुरभि गौ प्रदान की। 
सुरभिको पाकर महातपस्वी जमदस्नि दूसरे इन्द्रकी भाँति 
महान्‌ ऐश्वर्यसे सम्पन्न होकर रहने लगे। उन्होंने राजा 


रेणुककी सुन्दरी कन्या रेणुकाके साथ विधिपूर्वक विवाह 
किया। तत्पश्चात्‌ परम धार्मिक जमदमिने पुत्रकी 
कामनासे पुत्रेष्टि नामक यश किया और उस यज्ञके द्वारा 
देवराज इन्द्रको सन्तुष्ट किया । सन्तुष्ट होनेपर शचीपति 
इन्द्रने जमदम्निको एक महाबाहु, महातेजस्वी और 
महानळवान्‌ पुत्र होनेका वरदान दिया। समय आनेपर 
विप्रवर जमदग्ने रेणुकाके गर्भसे एक महापराक्रमी और 
बलवान्‌ पुत्र उत्पन्न किया, जो भगवान्‌ विष्णुके अंशके 
अंशसे प्रकट हुआ था । उसमें सब प्रकारके शुभ लक्षण 
मौजूद थे। पितामह भृगुने आकर उस महापराक्रमी 
पुत्रका नामकरण-संस्कार किया और बड़ी प्रसन्नताके 
साथ उसका नाम 'राम' रखा । जमदम्निका पुत्र होनेके 
कारण वह जामदग्न्य भी कहलाया । भार्गववंशी बालक 


हट 


* अर्चयस्व हृषीकेश यदीच्छसि परं पदम्‌ « 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


990-०७७७००१०००००००००००१०७ ०५७७७७७७७७»५४०००५४०» ७७७७७ »७४४#*७*»*०»०»»७५० ५०७४७» 5*&*४* »»४०००७४४०७७०५३७०७४००७७३४४०००. 


गम धीरे-धीरे बड़े हुए। उपनयन-संस्कारके पश्चात्‌ 
उन्होंने सब विद्याओंमें प्रजीणता प्राप्त कर ली । तदनन्तर 
विप्रखर राम शालग्राम पर्वतके शिखरपर तपस्या करनेके 
लिये गये। वहाँ उन्हें परमतेजस्वी बहार्षि कश्यपजीका 
दर्शन हुआ । रामने बड़े हर्षके साथ उनका पूजन किया । 
'तब उन्होंने रामको विधिपूर्वक अविनाशी वैष्णव मन्त्रका 
उपदेश दिया । महात्मा कश्यपसे मन्त्रका उपदेश पाकर 
राम विधिपूर्वक लक्ष्मीपति श्रीविष्णुकी आराधना करने 
लगे । उन्होंने दिन-रात षडक्षर महामन्त्रका जप करते हुए 
कमलनयन श्रीहरिके ध्यानपूर्वक अनेक वर्षो- 
तक तपस्या की । महातपस्वी ब्रह्मर्षि जमदग्नि जितेन्द्रिय 
एवं मौनभावसे तप करते हुए गङ्गाके सुन्दर तटपर 
निवास करते थे । उन्होंने यज्ञ, दान आदि महान्‌ धर्मोंका 
विधिपूर्वक अनुष्ठान किया । इन्द्रकी दी हुई गौके प्रसादसे 
उनके पास सब सम्पत्तियाँ भरी-पूरी रहती थीं । 
एक समयकी बात है--हैहयराज अर्जुन सन 
राष्ट्रॉको जीतकर अपनी सारी सेनाके साथ जमदम्नि 
मुनिके आश्रमपर आये। राजाने महाभाग मुनिवरका 
दर्शन करके उन्हें प्रणाम किया, उनकी कुशल पूछी और 
उन्हें भाँति-भाँतिके वस्र तथा आभूषण दान किये। 
मुनिने भी अपने घरपर आये हुए राजाका मधुपर्ककी 
विधिसे प्रेमपूर्वक सत्कार किया तथा शक्तिशालिनी 
सुरभि गौके प्रभावसे सेनासहित राजाको उत्तम भोजन 
दिया । राजाको उस गौकी शक्ति देखकर बड़ा कौतूहरु 
हुआ और उन्होंने महर्षि जमदप्निसे उस गौको माँगा । 
'जमदग्नि मुनिके अस्वीकार करनेपर हैहयराजने उस 
सबला गौको बलपूर्वक ले लिया। तब महाभागा 
सबलाने क्रोधमें भरकर अपने सींगोंसे राजाके सन 
सैनिकोंको मार डार्त्र। तदनन्तर स्वयं अन्तर्घान होकर 
क्षणभरमें इन्द्रके पास जा पहुँची । इधर अपनी सेनाका 
विनाश देखकर राजा अर्जुन क्रोघसे पागल हो उठा । 
उसने मुकोॉसे मार-मारकर मुनि जमदस्रिका वघ कर 
डाला और लौटकर अपने नगरमें प्रवेश किया । 
उधर रामने देवदेवेश्वर भगवान्‌ विष्णुकी आराधना 
करके उन्हें असन्न किया । भगवानने अपने परशु, वैष्णव 
महाधनुष और अनेक दिव्यास्न प्रदान करके उनसे 


~ 


कहा--'मै तुम्हें अपनी उत्तम शक्ति प्रदान करता हूँ। 
मेरी शक्तिसे आविष्ट होकर तुम पृथ्वीका भार उतारने 
और देवताओंका हित करनेके लिये दुष्ट राजाओंका वघ 
करो । इस समय पृथ्वीपर बहुत-से मदोन्मत्त राजा एकत्र 
हो रहे हैं। उन्हें मारकर समुद्रपर्यन्त सारी पृथ्वी अपने 
अधिकारमें कर लो और महान्‌ परक्रमसे सम्पन्न हो 
धर्मपूर्वक इसका पालन करो । फिर समय आनेपर मेरी 
ही कृपासे मेरे परमपदको प्राप्त होओगे ।' भगवान्‌ 
विष्णुके अन्तर्धान होनेपर राम भी तुरंत अपने पिताके 
आश्रमको लौट गये। वहाँ जब उन्होंने अपने पिताको 
मारा गया देखा तो वे क्रोधसे मूर्च्छित हो गये और इस 
पृथ्वीको क्षत्रियविहीन करनेकी इच्छासे हैहयराजके 
नगरमें जा पहुँचे । वहाँ राजाको ललकारकर महायुद्धमे 
प्रवृत्त हुए और उसकी सेनाका संहार करके अन्तमें 
उन्होंने उसको भी मार डाला । 

इस प्रकार सहस्त्रबाहु अर्जुनका वध करनेके 
अनन्तर अतापी परशुरामजीने कुपित होकर सम्पूर्ण 
राजाओंका संहार कर डाला । केवल राजा इक्ष्वाकुके 
महान्‌ कुलपर उन्होंने हाथ नहीं उठाया । एक तो वह 
नानाका कुल था, दूसरे माता रेणुकाने इक्ष्वाकुवेशी 
क्षत्रियोंको मारनेकी मनाही कर दी थी। इसलिये उक्त 
'बंदाकी उन्होंने रक्षा की । 

इस प्रकार क्षत्रियोंका संहार करनेके पश्चात्‌ प्रतापी 
'परशुरामजीने अश्वमेध नामक महायज्ञका विधिवत्‌ 
अनुष्ठान किया और उसमें श्रेष्ठ ब्राह्मणॉंको सात 
द्वीपॉसहित पृथ्वी दान कर दी । तदनन्तर वे भगवान्‌ नर- 
नारयणके आश्रममें तपस्या करनेके लिये चले .गये। 
पार्वती ! यह मैंने तुमसे परशुरामजीके चरित्रका वर्णन 
किया है । वे भगवान्‌ विष्णुकी शक्तिके आवेशावतार थे । 
इसलिये शक्तिके आवेशासे उन्होंने जो कुछ किया, उसकी 
उपासना नहीं करनी चाहिये । भगवद्भक्त महात्माओं तथा 
श्रेष्ठ आह्मणोंके लिये भगवान्‌ श्रीराम तथा श्रीकृष्णके 
अवतार ही उपासना करनेयोग्य हैं; क्योंकि जे अपने 
ईश्वरीय गुणोंसे परिपूर्ण हैं और उपासना करनेपर 
मनुष्योंको मोक्ष प्रदान करनेवाले हैं। 


उत्तरखण्ड ] 


* श्रीरामावतारकी कथा--जऱ्यका प्रसङ्घ + 


९४९ 


्रीरामावतारकी कथा--जन्मका प्रसङ्ग 


श्रीमहादेबजी कहते हैं-पार्वती ! पूर्वकालकी 
नात है, स्वायम्भुन मनु शुभ एवं निर्मल तीर्थ नैमिषारण्यमें 
गोमती नदीके तटपर द्वादशाक्षर महामन्त्रका जप करते 
थे। उन्होंने एक हजार वर्षोतक लक्ष्मीपति भगवान्‌ 
श्रीहरिका पूजन किया। तब भगवानूने प्रकट होकर 
कहा- “राजन्‌ ! मुझसे वर माँगो ।' तब स्वायम्भुव मनुने 
बड़ी प्रसन्रताके साथ कहा- “अच्युत ! देवेश्वर ! आप 
तीन जन्मोंतक मेरे पुत्र हों। मैं पुत्रभानसे आप 
पुरुषोत्तमका भजन करना चाहता हूँ।' उनके ऐसा 
कहनेपर भगवान्‌ लक्ष्मीपति बोले- “नृपश्रेष्ठ ! तुम्हारे 
मनमें जो अभिलाषा है, वह अवश्य पूर्ण होगी । तुम्हारा 
पुत्र होनेमें मुझे भी बड़ी प्रसन्नता है । जगतूके पालन तथा 
धर्मकी रक्षाका प्रयोजन उपस्थित होनेपर भिन्न-भिन्न 
समयमें तुम्हारे जन्म लेनेके पश्चात्‌ मैं भी तुम्हारे यहाँ 
अवतार लूँगा । अनघ ! साधु पुरुषोंकी रक्षा, पापियॉका 
विनाश और धर्मकी स्थापना करनेके लिये मैं प्रत्येक 
युगमें अवतार लेता हँ ।'* 

इस प्रकार स्वायम्भुव मनुको वरदान दे श्रीहरि वहीँ 
अन्तर्धान हो गये । उन स्वायम्भुव मनुका पहला जन्म 
रघुकुलमें हुआ । वहाँ वे राजा दशरथके नामसे प्रसिद्ध 
हुए। दूसरी बार वे वृष्णिवंरामें वसुदेवरूपसे प्रकट हुए । 
फिर जब कलियुगके एक हजार दिव्य वर्ष व्यतीत हो 
जायेंगे तो सम्भल नामक गाँवमें वे हरिगुप्त ब्राह्मणके 
रूपमें उत्पन्न होंगे। उनकी पत्नी भी प्रत्येक जन्ममें उनके 
साथ रहीं । अब मैं पहले श्रीरामचन्द्रजीके चरित्रका वर्णन 
करता हूँ, जिसके स्मरणमात्रसे पापियोंकी भी मुक्ति हो 
जाती है । हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष नामक दैत्य दूसरा 
जन्म धारण करनेपर महाबली कुम्भकर्ण और रावण हुए। 
मुनिवर पुलस्त्यके विश्रवा नामक एक धार्मिक पुत्र हुए, 
जिनकी पत्नी राक्षसराज सुमालीकी कन्या थी। उसकी 
माताका नाम सुकेशी था। उसका नाम केकशी था। 
केकशी दृढ्तापूर्वक त्रतका पालन करनेवाली थी; किन्तु 
एक दिन कामवेगकी अधिकतासे सन्ध्याके समय उसने 


महामुनि विश्रवाके साथ रमण किया; अतः समयके 
दोषसे उसके गर्भसे दो तमोगुणी पुत्र उत्पन्न हुए, जो बहुत 
ही बलवान्‌ थे। संसारमें वे रावण और कुम्भकर्णके 
नामसे विख्यात हुए। केकशीके गर्भसे एक शूर्पणखा 
नामकी कन्या भी हुई, जिसका मुख बड़ा ही विकराल 
था । कुछ कालके पश्चात्‌ उससे विभीषणका जन्म हुआ, 
जो सुशील, भगवद्भक्त, सत्यवादी, धर्मात्मा और परम 
पवित्र थे। 

रावण और कुम्भकर्ण हिमालय पर्वतपर अत्यन्त 
कठोर तपस्थाके द्वारा मेरी आराधना करने लगे । रावण 
बड़ा दुष्टात्मा था। उसने बड़ा कठोर कर्म करके अपने 
मस्तकरूपी कमलॉसे मेरी पूजा की । तब मैंने प्रसन्नचित्त 
होकर उससे कहा--'बेटा ! तुम्हारे मनमें जो कुछ हो, 
उसके अनुसार बर माँगो।' तब वह दुष्टात्मा बोला-- 
“देव ! मैं सम्पूर्ण लोकोंपर विजय पाना चाहता हूँ। अतः 
आप मुझे देवता, दानव और राक्षसोके द्वारा भी अवध्य 
कर दीजिये।' पार्वती ! मैंने उसके कथनानुसार वरदान 
दे दिया । वरदान पाकर उस महापराक्रमी राक्षसको बड़ा 
गर्व हो गया। वह देवता, दानव और मनुष्य तीनों 
'लोकोंके प्राणियोंको पीड़ा देने लगा । उसके सताये हुए, 
ब्रह्मा आदिं देवता भयसे आतुर हो भगवान्‌ 
रक्ष्मीपतिकी शरणमें गये । सनातन प्रभुने देवताओंके 
कष्ट और उसके दूर होनेके उपायको भलीभाँति जानकर 
ब्रह्मा आदि सम्पूर्ण देवताओसे कहा--'देबगण | मैं 
रघुकुलमें राजा दशरथके यहाँ अवतार धारण करूँगा 
और दुरात्मा रावणको बन्धु-बान्धवोसहित मार डालूँगा। 
मानवझारीर धारण करके मैं देवताओंके इस कण्टकको 
डखाड़ फेंकूँगा । नह्याजीके शापसे तुमलोग भी गन्धर्वो 
और अप्सराओंसहित वानर-योनिमें उत्पन्न हो मेरी 
सहायता करो ।' 

देवाधिदेव श्रीविष्णुके ऐसा कहनेपर सम्पूर्ण देवता 
इस पृथ्वीपर वानररूपमें प्रकट हुए। उधर सूर्यवंझमें 
नैवस्वत मनुके पुत्र राजा इक्ष्वाकु हुए, जो समस्त 


+ परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । घर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे॥ 


(२६९।७) 


९५० 


» अर्खयस्व हषीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


राजाओंमें श्रेष्ठ, महाबलवान्‌ और सम्पूर्ण धर्मज्ञे श्रेष्ठ 
थे। उन्हीँकी कुल-परम्परामें महातेजस्वी तथा बलवान्‌ 
राजा दशरथ हुए, जो महाराज अजके पुत्र, सत्यवादी, 
सुशील एवं पवित्र आचार-विचारवाले थे । उन्होंने अपने 
पराक्रमसे समस्त भूमष्डलका पालन किया और सन 
यजाओंको अपने-अपने राज्यपर स्थापित किया। 
'कोशलनरेशके एक सर्वाङ्गसुन्दरी कन्या थो, जिसका 
नाम कौसल्या था । राजा दशरथने उसीके साथ विवाह 
किया । तदनन्तर मगधराजकुमारी सुमित्रा उनकी द्वितीय 
पत्नी हुई । केकयनरेशकी कन्या कैकेयी, जिसके नेत्र 
कमलदलके समान विशाळ थे, महाराज दशरथकी 
तीसरी भार्या हुई। इन तीनों धर्मपलियोंके साथ 
धर्मपरायण होकर राजा दशरथ पृथ्वीका पालन करने 
लगे । अयोध्या नामकी नगरी, जो सरयूके तीरपर बसी 
हुई है, महाराजकी राजधानी थी। वह सब प्रकारके 
रल्लॉसे भरी-पूरी और धन-धान्यसे सम्पन्न थी। वह 
सोनेकी चहारदीवारीसे घिरी हुई और ऊँचे-ऊंचे गोपुरों 
(नगरद्वारे) से सुशोभित थी। धर्मात्मा राजा दशरथ 
अनेक मुनिवरों और अपने पुरोहित महात्मा चसिष्ठजीके 
साथ उस पुरीमें निवास करते थे । उन्होंने वहाँ अकण्टक 
राज्य किया । वहाँ भगवान्‌ पुरुषोत्तम अवतार धारण 
करनेवाले थे, अतएव बह पवित्र नगरी अयोध्या 
कहलायी। परमात्माके उस नगरका नाम भी परम 
कल्याणमय है। जहाँ भगवान्‌ विष्णु विराजते हैं, वही 
स्थान परमपद हो जाता है। यहाँ सन कर्मोका बन्धन 
काटनेचाला मोक्ष सुलभ होता है। 
राजा दशरथने समस्त भूमप्डलका पालन करते हुए 
पुत्रकामनासे वैष्णव-यागके द्वारा श्रीहरिका यजन किया । 
सबको बर देनेवाले सर्वव्यापक लक्ष्मीपति भगवान्‌ 
विष्णु उक्त यज्ञद्दार राजा दशरथसे पूजित होनेपर वहाँ 
अभ्रिकुण्डमें प्रकट हुए । जाम्बूनदके समान उनकी श्याम 
कान्ति थी। वे हाथोंमें शङ्ख, चक्र और गदा लिये हुए 
थे! उनके शरीरपर श्वेत वस्त्र शोभा पा रहा था ! खाम 
अङ्कमें भगवती लक्ष्मीजीके साथ वहाँ प्रत्यक्ष प्रकट हुए, 
भक्तवत्सल परमेश्वर राजा दशरथसे बोले--'राजन्‌ ! मैं 


वर देनेके लिये आया हूँ।' सम्पूर्ण लोकोंके स्वामी 
भगवान्‌ विष्णुका दर्शन पाकर राजा दशरथ आनन्दमम् 
हो गये। उन्होंने पलीके साथ प्रसन्नचित्तसे भगवानके 
चरणोंमें प्रणाम किया और हर्षगद्गद वाणीमें कहा-- 
*भगवन्‌ ! आप मेरे पुत्रभावको प्राप्त हों ।' तब भगवानूने 
असन्न होकर राजासे कहा--'नृपश्रेष्ठ ! मैं देबलोकका 
हित, साधुपुरुषोंकी रक्षा, राक्षसोंका वध, लोगोंको मुक्ति 
प्रदान और धर्मकी स्थापना करनेके लिये तुम्हारे यहाँ 
अवतार छूँगा।' 

ऐसा कहकर श्रीहरिने' सोनेके पात्रमें रखा हुआ 
दिव्य खीर, जो लक्ष्मीजीके हाथमें मौजूद था, राजाको 
दिया और स्वयं वहाँसे अन्तर्धान हो गये। राजा दशरथने 
यहाँ बड़ी रानी कौसल्या और छोटी रानी कैकेयीको 
उपस्थित देख इन्हीं दोनोंमें उस दिव्य खीरको बाँट दिया । 
इतनेहीमें मझली रानी सुमित्रा भी पुत्रकी कामनासे 
राजाके समीप आयीं । उन्हें देख कौसल्या और कैकेयीने 
तुरंत ही अपने-अपने खौरमेंसे आधा-आधा निकालकर 
उनको दे दिया। उस दिव्य खीरको खाकर तीनों ही 
रानियाँ गर्भवती हुई । उस समय उनकी बड़ी शोभा हो 
रही थो। उन्हें कई बार सपनेमें शङ्ख, चक्र और गदा 
लिये तथा पीताम्बर पहने देवेश्वर भगवान्‌ विष्णु दर्शन 
दिया करते थे। तदनन्तर समयानुसार जब चैतका 
मनोरम मधुमास आया तो शुक्कपक्षकी नवमी तिथिको 
पुनर्वसु नक्षत्रमें दोपहरके समय रानी कौसल्याने पुत्रको 
जन्म दिया । उस समय उत्तम लग्र था और सभी ग्रह 
शुभ स्थानोंमें स्थित थे। कौसल्याके पुत्ररूपमें सम्पूर्ण 
लोकोंके स्वामी साक्षात्‌ श्रीहरि ही अवतीर्ण हुए थे, जो 
योगियोंके ध्येय, सनातन प्रभु, सम्पूर्ण उपनिषदोंके 
प्रतिपाद्य तत्त्व, अनन्त, संसारकी सृष्टि, रक्षा और 
अलयके हेतु, रोग-शोकसे रहित, सब प्राणियोंको शरण 
देनेवाले और सर्वभूतस्वरूप परमेश्वर हैं। जगदीश्वरका 
अवतार होते ही आकाझमें देवताओंकी दुन्दुभियाँ बजने 
लगीं । श्रेष्ठ देवताओंने फूल बरसाये। प्रजापति आदि 
देवगण विमानपर बैठकर मुनियोंके साथ हर्षगद्गद हो 
स्तुति करने लगे । 


——= + नलाला 


उत्तरखण्ड ] 


» श्रीरामका जातकर्म, नामकरण, भरत आदिका जन्य तथा राम आदिका विवाह » 


९५१ 


892७०९०००००००१९७०७७०९०१-५०००७००९०००००९३००७०७:७७-७०-९०९१०००७७७७७०९७०१००३९-:५५९:०००७०००१-९०:९१:५,०.३-३९:९३०००७:०-३७-०००,७० eee. 


्रीरामका जातकर्म, नामकरण, भरत आदिका जन्म, सीताकी उत्पत्ति, विश्वामित्रकी 
यञ्चरक्षा तथा राम आदिका विवाह 


तत्पश्चात्‌ राजा दशरथने बड़ी भ्रसन्नताके साथ 
पुरोहित वसिष्ठजीके द्वारा बालकका जातकर्म-संस्कार 
कराया । भगवान्‌ वसिष्ठने उस समय बालकका बड़ा 
सुन्दर नाम रखा। वे बोले--'ये महाप्रभु कमलमें 
निवास करनेवाली श्रीदेबोके साथ रमण करनेवाले हैं, 
इसलिये इनका परम प्राचीन स्वतःसिद्ध नाम 'श्रीराम' 
होगा! यह नाम भगवान्‌ विष्णुके सहस्र नामोंके समान 
है तथा मनुष्योंको मुक्ति प्रदान करनेवाला है। चैत मास 
श्रीविष्णुका मास है। इसमें प्रकट होनेके कारण यह 
विष्णु भी कहलायेंगे ।* 
इस प्रकार नाम रखकर महर्षि वसिष्ठने नाना 
अकारकी स्तुतियॉसे भगवानका स्तवन किया और 
बालकके मङ्गलके लिये सहस्ननामका पाठ करके बे उस 
परम पवित्र राजभवनसे बाहर निकले । राजा दशरथने 
श्रेष्ठ ब्राहाणोको प्रसन्नतापूर्वक बहुत धन दिया तथा 
धर्मपूर्वक दस हजार गौएँ दान कीं । इतना ही नहीं, उन 
रघुकुलश्रेष्ठ राजाने श्रीविष्णुकी प्रसन्नताके लिये एक 
लाख गाँव दान किये और दिव्य बस्न, दिव्य आभूषण 
तथा असंख्य धन देकर ब्राह्मणोंको तृप्त किया। महारानी 
कौसल्याने जब अपने पुत्र श्रीरामकी ओर दृष्टिपात किया 
तो उनके श्रीचरणों और करकमलोंमें शङ्ख, चक्र, गदा, 
पदा, ध्वजा और बञ्र आदि चिह्न दिखायी दिये। 
वक्षःस्थलमें श्रीवत्सका चिह्न, कौस्तुभमणि और 
यनमाला सुशोभित थी । उनके श्रीअङ्गमें देवता, असुर 
और मनुष्योंसहित सम्पूर्ण जगत्‌ दृष्टिगोचर हुआ । 
मुसकराते हुए मुखके भीतर चौदहों भुवन दिखायी देते 
थे। उनके निःश्वासमें इतिहाससहित सम्पूर्ण वेद, जाँघोमें 
द्वीप, समुद्र और पर्वत, नाभिमें ब्रह्मा तथा महादेवजी, 


कानोंमें सम्पूर्ण दिशा, नेत्रॉमें अभि और सूर्य तथा 
नासिकामें महान्‌ वेगशाली वायुदेव विराजमान थे! 
पार्वती ! सम्पूर्ण उपनिषदोंके तात्पर्यभूत भगवानको 
देखकर रानी कौसल्या भयभीत हो गयीं और बारम्बार 
प्रणाम करके नेत्रॉसे आनन्दके आँसू नहाती हुई हाथ 
जोड़कर बोलीं--'देवदेवेश्वर ! प्रभो! आपको 
पुत्ररूपमें पाकर मैं धन्य हो गयी। जगन्नाथ ! अब 
मुझपर प्रसन्न होइये और मेरे भीतर पुत्रस्रेहको 
जाग्रत्‌ कीजिये ।' 

माताके ऐसा कहनेपर सर्वव्यापक श्रीहरि मायासे 
मानवभाव तथा शिशुभावको प्राप होकर रुदन करने 
लगे । फिर तो देवी कौसल्याने आनन्दमग्न होकर उत्तम 
लक्षणोंबाले अपने पुत्रको छातीसे लगा लिया और 
उसके मुखमें स्तन डाल दिया। संसारका भरण-पोषण 
करनेवाले सनातन देवता महाप्रभु श्रीहरि बालकरूपसे 
माताकी गोदमें लेटकर उनका स्तन पान करने लगे । वह 
दिन बड़ा ही सुन्दर रमणीय और मनुष्योंकी समस्त 
'कामनाओंको पूर्ण करनेवाला था। नगर और प्रान्तके 
सब मनुष्योंने बड़ी असन्नताके साथ उस दिन भगवानका 
जन्मोत्सव मनाया । तदनन्तर कैकेयीके गर्भसे भरतका 
जन्म हुआ। थे पाञ्चजन्य शङ्खके अंशसे प्रकट हुए थे। 
इसके बाद महाभागा सुमित्राने उत्तम लक्षणॉनाले 
लक्ष्मणको तथा देवरात्रुओंको सन्ताप देनेवाले शत्रुघ्रको 
जन्म दिया। इत्रुपक्षके वीरोंका संहार करनेवाले 
श्रीलक्ष्मण भगवान्‌ अनन्तके अंशसे और अमित 
पराक्रमी शत्रुघ्न सुदर्शनके अंझसे प्रकट हुए थे । वैवस्वत 
मनुके वंशमें जन्म लेनेबाले ने सभी बालक क्रमशः बड़े 
हुए । फिर महातेजस्वी महर्षि बसिष्ठने सबका विधिपूर्वक 


+ श्रियः कमलवासिन्या रमणोऽयं महाप्रभुः । तस्माच्छराम इत्यस्य नाम सिद्धं पुणतनम्‌ ॥ 
सहस्रनाम्ना श्रोशस्य तुल्यं मुक्तिप्रदं नृणाम्‌ । विष्णुमासि समुत्पन्नो विष्णुरित्यभिघोयते ॥ (२६९ । ७४-७५) 


९५२ 


० अर्चयस्व हचीकेसे यदीरछसि परं पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


संस्कार किया । तदनन्तर सबने बेद-शास्ब्रोंका अध्ययन: 
किया । सम्पूर्ण शास््रोके तत्त्वज्ञ होकर वे धनुर्वेदके भी 
प्रतिष्ठित विद्वान्‌ हुए । श्रीराम आदि चारों भाई बड़े ही 
उदार और लोगोंका हर्ष बढ़ानेवाले थे। उनमें श्रीराम 
और रूक्ष्मणकी जोड़ी एक साथ रहती थी और भरत 
तथा शात्रुध्की जोड़ी एक साथ । 
भगवान्के अवतार लेनेके पश्चात्‌ जगदीश्वरी 
भगवती लक्ष्मी राजा जनकके भवनमें अवतीर्ण हुई । 
जिस समय राजा जनक किसी शुभक्षेत्रमें यज्ञके लिये 
हलसे भूमि जोत रहे थे, उसी समय सीता (हलके 
अग्रभाग) से एक सुन्दरी कन्या प्रकट हुई, जो साक्षात्‌ 
लक्ष्मी ही थी। उस वेदमयी कन्याको देख मिथिलापति 
राजा जनकने गोदमें उठा लिया और अपनी पुत्री मानकर 
उसका पालन-पोषण किया। इस प्रकार जगदीश्वरकी 
बल्लभा देवेश्वरी लक्ष्मी सम्पूर्ण लोकोंकी रक्षाके लिये 
राजा जनकके मनोहर भवनमें पल रही थीं । 
इसी समय विश्वविख्यात महामुनि विश्वामित्रने 
गङ्गाजीके सुन्दर तटपर परम पुण्यमय सिद्धाश्रममें एक 
उत्तम यज्ञ आरम्भ किया। जब यज्ञ होने लगा तो 
रावणके अधीन रहनेवाले कितने ही निशाचर उसमें विप्र 
डालने लगे । इससे विश्वामित्र मुनिको बड़ी चिन्ता हुई । 
तब उन धर्मात्मा मुनिने लोकहितके लिये रघुकुलमें 
प्रकट हुए श्रीहरिको यहाँ ले आनेका विचार किया । फिर 
तो वे रघुवंशी क्षत्रियोंद्रारा सुरक्षित रमणीय नगरी 
अयोध्यामें गये और वहाँ राजा दशरथसे मिले । कौशिक 
मुनिको उपस्थित देख राजा दशरथ हाथ जोड़कर खड़े हो 
गये तथा उन्होंने अपने पुत्रॉके साथ मुनिवर विश्वामित्रके 
चरणोंमें मस्तक झुकाया और बड़े हर्षके साथ कहा-- 
“मुने ! आज आपका दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया।' 
तत्पश्चात्‌ उन्हें उत्तम आसनपर बिठाकर राजाने 
विधिपूर्वक सत्कार किया और पुनः प्रणाम करके 
'पूछा--'महषें ! मेरे लिये. क्या आज्ञा है ?' 
तन महातपस्वी विश्वामित्र अत्यन्त प्रसन्न होकर 
बोले--'राजन्‌! आप मेरे यज्ञकी रक्षाके लिये 
्रीरामचन्द्रजीको मझे दे दीजिये। इनके समीप रहनेसे 


मेरे यज्ञमें पूर्ण सफलता मिलेगी ।' मुनिवर विश्वामित्रकी 
यह बात सुनकर सर्वजञोंमें श्रेष्ठ राजा दशरथने 
'लक्ष्मणसहित श्रीरामको मुनिकी सेवामें समर्पित कर 
दिया । महातपस्वी विश्वामित्र उन दोनों रघुवंशी कुमारोंको 
साथ ले बड़ी भ्रसन्नताके साथ अपने आश्रमपर गये। 
श्रीरामचन्द्रजीके जानेसे देवताओंको बड़ा हर्ष हुआ । 
उन्होंने भगवान्के ऊपर फूल बरसाये और उनकी स्तुति 
की-। उसी समय महाबली गरुड़ सब प्राणियॉसे अदृश्य 
होकर वहाँ आये और उन दोनों भाइयोंको दो दिव्य धनुष 
तथा अक्षय बाणोंवाले दो तूणीर आदि दिव्य अस्त्र-शास्त्र 
देकर चले गये। श्रीराम और लक्ष्मण दोनों भाई 
महापराक्रमी वीर थे। तपोवनमें पहुँचनेपर महात्मा 
कौशिकने विशाल जनके भीतर उन्हें एक भयङ्कर 
राक्षसीको दिखलाया, जिसका नाम ताड़का था। वह 
सुन्द नामक राक्षसकी स्त्री थी। मुनिकी प्रेरणासे उन 
दोनोंने दिव्य धनुषसे छूटे हुए बाणोंद्वारा ताड़काको मार 
डाला । श्रीरामचन्द्रजीके द्वारा मारी जानेपर गह भयङ्कर 
राक्षसी अपने भयानक रूपको छोड़कर दिव्यरूपम प्रकट 
हुई । उसका शरीर तेजसे उद्दी हो रहा था तथा बह सन 
आभरणॉसे विभूषित दिखायी देती थी । राक्षस-योनिसे 
छूटकर श्रीरामचन्द्रजीको प्रणाम करनेके पश्चात्‌ वह 
श्रीविष्णुलोकको चली गयी । 

ताड़काको मारकर महातेजस्वी श्रीरामचन्द्रजीने 
महात्मा लक्ष्मणके साथ विश्वामित्रके शुभ आश्रममें 
प्रवेश किया। उस समय समस्त मुनि बड़े प्रसन्न हुए। 
चे आगे बढ़कर श्रीरामचन्द्रजीको ले गये और उत्तम 
आसनपर बिठाकर सबने अर्घ्य आदिके द्वारा उनका 
पूजन किया । द्विजश्रेष्ठ विश्वामित्रने विधिपूर्वक यज्ञकी 
दीक्षा ले मुनियोके साथ उत्तम यज्ञ आरम्भ किया । उस 
महायज्ञका आरम्भ होते ही मारीच नामक राक्षस. अपने 
भाई सुबाहुके साथ उसमें वित्र डालनेके लिये उपस्थित 
हुआ। उन भयङ्कर राक्षसोको देखकर विपक्षी वीरोंका 
संहार करनेवाले श्रीरामचन्द्रजोने राक्षसराज सुबाहुको 
एक ही बाणसे मौतके घाट उतार दिया और महान्‌ 
पनाश्जका प्रयोग करके मारीच नामक निशाचरको 


उत्तरखण्ड ] 


442५५९६५७७ ७५७०७०७७००५७ ५७५७३. ७७ ६७३७७७३७७७ ७७७७७७७७७७ दक 9» *+४::*299# 2७0४ ४४»०४:58:9:0#5 “2:25. 


¦ + श्रीरामका जातकर्म, नामकरण, भरत आदिका जन्प तथा राम आदिका यिवाह + 


९५३ 


seeneduseasese 


समुद्रके तटपर इसे प्रकार फेंक दिया, जैसे हवा सूखे 'संत्कार किया और मधुपर्क आदिकी विधिसे सम्पूर्ण 


पत्तेको उड़ां ले जाती है। श्रीरामचन्द्रजीके इस महान्‌ 
पराक्रमको देखकर राक्षसश्रेष्ठ मारीचने हथियार फेंक 
दिया और एक महान्‌ आश्रममें वह तपस्या करनेके लिये 
चला गया । महान्‌ यज्ञके समाप्त होनेके बाद महातेजस्वी 
विश्वामित्रने प्रसन्नचित्तसे श्रीरघुनाथजीका पूजन किया । वे 
मस्तकपर काकपक्ष धारण किये हुए थे । उनके शरीरका 
वर्ण नील कमलदलके समान श्याम था तथा नेत्र 
कमलदलके समान विशाल थे । मुनिश्रेष्ठ कौशिकने उन्हे 
छातीसे रूगाकर उनका मस्तक सूँघा और स्तवन किया । 
इसी बीचमें मिथिलाके सम्राट्‌ राजा जनकने श्रेष्ठ 
ब्राह्मणोके द्वारा वाजपेय यज्ञ आरम्भ किया ! विश्वामित्र 
आदि सन महर्षि उस यज्ञको देखनेके लिये गये । उनके 
साथ रघुकुलश्रेष्ठ श्रीराम और लक्ष्मण भी थे। मार्गमें 
महात्मा श्रीरामचन्द्रजीके चरणकमलोंका स्पर्श हो जानेसे 
बहुत बड़ी झिलाके रूपमें पड़ी हुई गौतमपत्री अहल्या 
शुद्ध हो गयी । पूर्वकालमें वह आपने स्वामी गौतमके 
आपसे पत्थर हो गयी थी; किन्तु श्रीरधुनाथजीके 
चरणोंका स्पर्श होनेसे शुद्ध हो बह शुभ गतिको प्राप्त 
हुई । तदनन्तर दोनों रघुकुमारोंके साथ मिथिला नगरीमें 
पहुँचकर सभी मुनिवरॉका मन प्रसन्न हो गया | महानली 
राजा जनकने महान्‌ सौभाग्यशाली महर्षियोंको आया 
देख आगे बढ़कर उन्हें प्रणाम और पूजन किया । कमलके 
समान विशाल नेत्रोंवाले, नील कमलदलके समान 
ङ्यामवर्ण, पीताम्बरघारी, कोमळाङ्ग, कोटि कन्दपोकि 
सौन्दर्यको मात करनेवाले, समस्त शुभ लक्षणोंसे सम्पन्न 
तथा सब प्रकारके आभूषणोंसे विभूषित रघुवंशनाथ 
श्रीरामचन्रजीको देखकर मिथिलानरेश जनकके मनमें 
बड़ा हर्ष हुआ । उन्होंने दशरथनन्दन श्रीरामको परमेश्वरका 
ही स्वरूप समझा और अपनेको धन्य मानते हुए उनका 
सूजन किया । राजाके मनमें श्रीरामचन्द्रजीको अपनी कन्या 
देनेका विचार उत्पन्न हुआ। “ये दोनों कुमार रघुकुलमें 
उत्पन्न हुए हैं ।' इस प्रकार दोनों भाइयोंका परिचय पाकर 
राजाने उत्तम वस्त्र और आभूषणोंके द्वारा धर्मपूर्वक उनका 


महर्षियोंका भी पूजन किया। तत्पश्चात्‌ यज्ञ समाप्त 


होनेपर कमलनयन श्रीरामने झाङ्करजीके दिव्य घनुषको 
भङ्ग करके जनककिशोरी सीताको जीत लिया। उस 
पराक्रमरूपी महान्‌ शुल्कसे अत्यन्त सन्तुष्ट होकर 
मिथिलानरेशने सीताको श्रीरामचन््रजीकी सेवामें देनेका 
निश्चय कर रिया । 

तत्पश्चात्‌ राजा जनकने महाराज दशरथके पास दूत 
भेजा । धर्मात्मा राजा दशरथ अपने दोनों पुत्र भरत और 
शत्रुघको साथ लेकर वसिष्ठ, वामदेव आदि महर्षियों 
और सेनाके साथ मिथिलामें आये और जनकके सुन्दर 
भवनमें उन्होंने जनवासा किया। फिर शुभ समयमें 
मिथिलानरेशने श्रीरामका सीताके साथ और लक्ष्मणका 
उर्मिलाके साथ विवाह कर दिया। उनके भाई 
कुझाध्वजके दो सुन्दरी कन्याएँ थीं, जो माण्डवी और 
श्रुतकीर्तिके नामसे प्रसिद्ध थीं। वे दोनों सभी शुभ 
लक्षणॉसे सम्पन्न थीं। उनमेंसे माण्डवीके साथ भरतका 
और श्रुतकोर्तिके साथ शत्रुघका विवाह किया) इस 
प्रकार वैवाहिक उत्सब समाप्त होनेपर महाबली राजा 
दशरथ मिथिलानरेशसे पूजित हो दहेजका सामान ले 
पुत्रों, पुत्रवधुओं, सेवकों, अश्व-गज आदि सैनिकों तथा 
नगर और प्रान्तके लोगेकि साथ अयोध्याको प्रस्थित 
हुए । मार्गमे महापराक्रमी तथा परम प्रतापी परशुरामजी 
मिले, जो हाथमें फरसा लेकर ्रोधमें भरे हुए सिंहकी 
भाँति खड़े थे। वे क्षत्रियोके लिये कालरूप थे और 
श्रीरामचन्द्रजीके पास युद्धकी इच्छासे आ रहे थे। 
रघुनाथजीको सामने पाकर परझुरामजीने इस प्रकार 
'कहा--'महाबाहु श्रीराम ! मेरी बात सुनो । मैं युद्धमें 
बहुत-से महापराक्रमी राजाओका वध करके ब्राह्मणोंको 
भूमिदान दे तपस्या .करनेके लिये चला गया था; किन्तु 
तुम्हारे वीर्य और बलकी ख्याति सुनकर यहाँ तुमसे युद्ध 
करनेके लिये आया हूँ। यद्यपि इश्ष्याकुलंडाके जे क्षत्रिय 
जो मेरे नानाके कुलमें उत्पन्न हुए हैं, मेरे व्य नहीं हैं; 
तथापि किसी भी क्षत्रियका बल और पराक्रम सुनकर 


दणड 


» अर्चयस्व हृषीकेशं यदीस्छसि परं पदम्‌ + 


Eeeeeseseeeeeseeseneerreerensseeeseseeeeeeesereeeseessesenesersreeee*५५५े*००००५१४५१५५०५५४४४९४५४४४५५४५. 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


मेरे लिये उसका सहन करना असम्भव है; इसलिये उदार 
रघुवंशी वीर ! तुम मुझे युद्धका अवसर दो । सुना है, 
तुमने शङ्करजीके दुर्धर्ष धनुषको तोड़ डाला है। यह 
चैष्णष धनुष भी उसीके समान शात्रुओका संहार 
करनेवाला है । तुम अपने पराक्रमसे इसकी प्रत्यज्ञा चढ़ा 
दो तो मैं तुमसे हार मान लूँगा अथवा यदि मुझे देखकर 
तुम्हारे मनमें भय समा गया हो तो मुझ नलवान्‌के आगे 
अपने हथियार नीचे डाल दो और मेरी शरणमें आ 
जाओ।' 
परशुशमजीके ऐसा कहनेपर परम प्रतापी 
श्रीरामचन्द्रजीने वह धनुष ले लिया। साथ ही उनसे 
अपनी वैष्णवी शक्तिको भी खींच लिया। शक्तिसे 
वियोग होते ही पराक्रमी परशुराम कर्मभ्रष्ट ब्राह्मणकी 
भाँति वीर्य और तेजसे हीन हो गये। उन्हें तेजोहीन 
देखकर समस्त क्षत्रिय साधु-साधु कहते हुए बारम्बार 
श्रीरामचन्द्रजीकी सराहना करने लगे । रघुनाथजोने उस 
महान्‌ धनुषको हाथमें लेकर अनायास ही उसकी प्रत्यञ्चा 
चढ़ा दी और बाणका सन्धान करके विस्मयमें पड़े हुए 
परशुरामजीसे पूछा--'ब्रह्मन्‌! इस श्रेष्ठ बाणसे आपका 


कौन-सा कार्य करूँ ? आपके दोनों लोकोका नाश कर 
दूँ या आपके पुण्योंद्वारा उपार्जित स्वर्गलोकका ही अन्त 
कर डालूँ ?' 

उस भयङ्कर बाणको देखकर परशुरामजीको यह 
मालूम हो गया कि ये साक्षात्‌ परमात्मा हैं । ऐसा जानकर 
उन्हें बड़ा हर्ष हुआ और उन्होंने लोकरक्षक 
औरघुनाथजीको नमस्कार करके अपने सौ यजञंद्वारा 
उपार्जित स्वर्गलोक और अपने उउख-शरू उनकी सेवामें 
समर्पित कर दिये । तब महातेजस्वी रघुनाथजीने महामुनि 
परशुरामजीको प्रणाम किया तथा पाच्य, अर्घ्य और 
आचमनोय आदिके द्वारा उनकी विधिपूर्वक पूजा की । 
श्रीरामयन्द्रजीके द्वारा पूजित होकर महातपस्वी 
परशुरामजी भगवान्‌ नर-नारायणके रमणीय आश्रममें 
तपस्या करनेके लिये चले गये। तत्पश्चात्‌ महाराज 
दशरथने पुत्रों और बहुओंके साथ उत्तम मुहूर्तमें अपनी 
पुरी अयोध्याके भीतर प्रबेश किया । श्रीराम, लक्ष्मण, 
भरत तथा झात्रुप् चारों भाई अपनी-अपनी पल्रीके साथ 
असन्नचित्त होकर रहने रूगे। धर्मात्मा श्रीरघुनाथजीने 
सीताके साथ बारह वर्षोतक विहार किया । 


"२ == 


्रीरामके वनवाससे लेकर पुनः 


औमहादेवजी कहते हैं-पार्वती ! इसी समय 

राजा दशरथने अपने ज्येष्ठ पुत्र श्रीरामको प्रेमबश 
युबराज-पदपर अभिषिक्त करना चाहा; किन्तु उनकी 
छोटी रानी कैकेयीने, जिसे पहले वरदान दिया जा चुका 
था, महाराजसे दो वर माँगे---भरतका राज्याभिषेक और 
रामका चौदह वर्षेके लिये वनवास । राजा दशरथने 
सत्य-वचनमें बंधे होनेके कारण अपने पुत्र श्रीरामको 
राज्यसे निर्वासित कर दिया! उस समय राजा मारे 
दुःखके अचेत हो गये तथा रामचन्द्रजीने पिताके 
वचर्नोकी रक्षा करनेके लिये धर्म समझकर राज्यको 
त्याग दिया और लक्ष्मण तथा सीताके साथ वे वनको 
चले गये । वहाँ जानेका उद्देश्य था रानणका वध करना । 
इधर राजा दशरथ पत्रवियोगसे शोकग्रस्त हो मर गये । 


अयोध्यामें आनेतकका प्रसङ्ग 


उस समय मन्त्रियोने भरतको राज्यपर बिठानेकी चेष्टा 
की, किन्तु धर्मात्मा भरतने राज्य लेनेसे इनकार कर 
दिया । उन्होंने उत्तम भ्रात्‌-प्रेमका परिचय देते हुए बनमें 
आकर श्रीरामसे राज्य ग्रहण करनेके लिये प्रार्थना की; 
किन्तु पिताकी आज्ञाका पालन करनेके कारण 
रघुनाथजीने राज्य लेनेकी इच्छा नहीं की । उन्होंने भरतके 
अनुरोध करनेपर उन्हें अपनी चरणपादुकाएँ. दे दीं। 
भरतने भी भक्तिपूर्वक उन्हें स्वीकार किया और उन 
'पादुकाओंको ही. राजसिंहासनपर स्थापित करके गन्ध- 
पुष्प आदिसे वे प्रतिदिन उनका पूजन करने लगे । महात्मा 
रघुनाथजीके लौरनेतकके लिये भरतजी तपस्या करते हुए 
वहाँ रहने लगे तथा समस्त पुरवासी भी तनतकके लिये 
भाँति-भाँतिके ब्रतोंका पालन करने लगे। 


उत्तरखण्ड ] 


» श्रीरामके वनवाससे लेकर पुनः अयोध्योमें आनेतकका प्रसङ्ग « 


९५५ 


2०७०७०९५००७७०००३००७००७०३००००००:०७०७५०१०००००७७००-७००००:९०९:०३३:००-०७७०-९००-९००००-००९००-०००-९०९०१:९:०-०७-०९०:४८८०-००-०९०:-१०:३.३०३-३. 


श्रीरधुनाथजी चित्रकूट पर्वतपर भरद्वाज मुनिके 
उत्तम आश्रमके निकर मन्दाकिनीके किनारे लक्ष्मीस्वरूपा 
विदेह राजकुमारी सीताके साथ रहने लगे। एक दिन 
महामना श्रीराम जानकीजीकी गोदमें मस्तक रखकर सो 
रहे थे । इतनेहीमें इन्द्रका पुत्र जयन्त कौएके रूपमें वहाँ 
आकर विचरने लगा ! वह जानकीजीको देखकर उनकी 
ओर झपटा और अपने तीखे पंजोंसे उसने उनके स्तनपर 
आघात किया । उस कौएको देखकर श्रीरामने एक कुश 
हाथमें लिया और उसे नह्यास्रसे अभिमन्त्रित करके 
उसकी ओर फेंका । वह तृण प्रज्वलित अभ्रिके समान 
अत्यन्त भयङ्कर हो गया । उससे आगकी लपटें निकलने 
लगीं । उसे अपनी ओर आता देख वह कौआ कातर 
स्वरमें काँब-काँब करता हुआ भाग चला । श्रीरामका 
छोड़ा हुआ वह भयङ्कर अस्त्र कौएका पीछा करने लगा। 
कौआ भयसे पीड़ित हो तीनों लोकॉमें घूमता फिरा । वह 
जहाँ-जहाँ शरण लेनेके लिये जाता, वहीं-वहीं वह 
भयानक अख् तुरंत पहुँच जाता था। उस कौएको देखकर 
रुद्र आदि समस्त देवता, दानव और मनीषी मुनि यही 
उत्तर देते थे कि 'हमलोग तुम्हारी रक्षा करनेमें असमर्थ 
हैं।' इसी समय तीनों लोकोके स्वामी भगवान्‌ ब्रह्माने 
कहा--'कौआ ! तू भगवान्‌ श्रीयमकी ही शरणमें जा। 
वे करुणाके सागर और सबके रक्षक हैं। उनमें क्षमा 
करनेकी शक्ति है । वे बड़े ही दयालु हैं । शरणमें आये हुए 
जीवोंकी रक्षा करते हैं । वे ही समस्त प्राणियोंके ईश्वर हैं। 
सुशीलता आदि गुणोंसे सम्पन्न हैं और समस्त 
जीवसमुदायके रक्षक, पिता, माता, सखा और सुहृद हैं। 
उन देवेश्वर श्रीरघुनाथजीकी ही झरणमें जा, उनके सिवा 
और कहीं भी तेरे लिये शरण नहीं है ।' 

ब्रह्माजीके ऐसा कहनेपर वह कौआ भयसे व्याकुल 
हो सहसा श्रीरघुनाथजीकी शरणमें आकर पृथ्वीपर गिर 
पड़ा । कौएको प्राणसङ्करमें पड़ा देख जानकीजीने बड़ी 
विनयके साथ अपने स्वामीसे कहा--'नाथ ! इसे 
नचाइये, बचाइये ।' कौआ सामने धरतीपर पड़ा था। 
सीताने उसके मस्तकको भगवान्‌ श्रीरामके चरणॉमें लगा 
दिया । तब करुणारूपी अमृतके सागर भगवान्‌ श्रीरामने 
कौएको अपने हाथसे उठाया और दयासे द्रवित होकर 


सेन्यण्पुः ३२ 


उसकी रक्षा की। दयानिधि श्रीरघुनाथजीत्रे कौएसे 
कहा--“काक ! डरे मत, मैं तुम्हें अभयदान देता हुँ। 
अब तुम सुखपूर्वक अपने स्थानको जाओ ।' तन जह 
कौआ श्रीराम और सीताको बारंबार प्रणाम करके 
श्रीरधुनाथजीके द्वारा सुरक्षित हो शीघ्र ही स्वर्गलोकको 
चला गया। फिर श्रीरामचन्द्रजी सीता और लक्ष्मणके 
साथ महर्षियॉके मुखसे अपनी स्तुति सुनते हुए चित्रकूट 
पर्वतपर रहने लगे। 

कुछ कालके पश्चात्‌ एक दिन श्रीरघुनाथजी अत्रि- 
मुनिके विशाल आश्रमपर गये । उन्हें आया देख मुनिश्रेष्ठ 
धर्मात्मा अत्रिने बड़ी भ्रसन्नताके साथ आगे जाकर उनकी 
अगवानी की और सीतासहित श्रीरामचन्द्रजीको सुन्दर 
आसनपर विराजमान करके उन्हें प्रेमपूर्वक अर्घ्य, पाद्य, 
आचमनीय, भौति-भांतिके वस्न, मधुपर्क और आभूषण 
आदि समर्पण किये। मुनिकी पली अनसुया देवीने भी 
असन्नतापूर्वक सीताको परम उत्तम दिष्य वस्र और 
चमकीले आभूषण भेंट किये। फिर दिव्य अन्न, पान 
और भक्ष्य-भोज्य आदिके द्वारा मुनिने तीनॉको भोजन 
कराया। मुनिके द्वार पराभक्तिसे पूजित होकर 
'लक्ष्मणसहित श्रीराम वहाँ बड़ी प्रसन्नताके साथ एक 
दिन रहे। सबेरे उठकर उन्होंने महामुनिसे विदा माँगी 
और उन्हें प्रणाम करके वे जानेको तैयार हुए। मुनिने 
आज्ञा दे दी । तब कमलनयन श्रीराम महर्षियॉसे भरे हुए, 
दण्डक खनमें गये । वहाँ अत्यन्त भयंकर दिराध नामक 
राक्षस निवास करता था । उसे मारकर ने शरभङ्ग मुनिके 
उत्तम आश्रमपर गये । शरभङ्गने श्रीरामचन्द्रजीका दर्शन 
किया। इससे तत्काल पापमुक्त होकर थे न्रह्मलोकको 
चले गये। तत्पश्चात्‌ श्रीरघुनाथजी क्रमशः सुतीक्ष्ण, 
आगस्त्य तथा आगस्त्यके भाईके आश्रमपर गये। उन 
सबने उनका भलीभाँति सत्कार किया । इसके बाद ने 
गोदावरीके उत्तम तटपर जा पश्चवटीमें रहने लगे । वहाँ 
उन्होंने दीर्घकारतक बड़े सुखसे निवास किया । घर्मका 
अनुष्ठान करनेवाले तपस्वी मुनिवर वहाँ जाकर अपने 
स्वामी राजीवलोचन श्रीरामका पूजन किया करते थे। उन 
मुनियोंने राक्षसोंसे प्राप्त होनेजाले अपने भयकी भी 
भगवानको सूचना दी। भगवानने उन्हें सान्त्वना देकर 


९५६ 


“« अर्चयस्व हृषीकेशे यदीच्छसि परं पदम्‌ « 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


अभयकी दक्षिणा दी। श्रीरामचन्द्रजीके द्वारा सत्कार 
पाकर सब मुनि अपने-अपने आश्रममें चले आये। 
पञ्चलरीमें रहते हुए श्रीरमके तेरह वर्ष व्यतीत हो गये । 
एक समय भयेकर रूप धारण करनेवाली दुर्धर्ष 
राक्षसी शार्पणखाने, जो रावणकी बहिन थी, पञ्चनरीमें 
प्रवेश किया। यहाँ कोटि कन्दर्पके समान मनोहर 
कान्तिवाले श्रीरघुनाथजीको देखकर वह राक्षसी 
'कामदेवके नाणसे पीड़ित हो गयी और उनके पास 
जाकर नोली--'तुम कौन हो, जो इस दण्डकारण्यके 
भीतर तपस्वीके बेषमें रहते हो ? तपस्वियोंके लिये तो 
इस अनमें आना बहुत ही कठिन है तुम किसलिये यहाँ 
आये हो ? ये सन बातें शीघ्र ही सच-सच बताओ। 
झूठ न बोलना ?' उसके इस प्रकार पूछनेपर श्रीराम- 
चन्द्रजीने हॅसकर कहा--'मैं राजा दशरथका पुत्र हूँ। 
मेरा नाम राम है। वे मेरे छोटे भाई धनुर्धर लक्ष्मण हैं । 
ये मेरी पली सीता हैं। इन्हें मिथिलानरेश जनककी प्यारी 
पुत्री समझो । मैं पिताके आदेशका पालन करनेके लिये 
इस बनमें आया हूँ। हम तीनों महर्षियोंका हित करनेकी 
इच्छासे इस महान्‌ बनमें विचरते हैं। सुन्दरी ! तुम 
मेरे आश्रमपर किसलिये आयी हो? तुम कौन हो 
और किसके कुलमें उत्पन्न हुई हो? ये सारी बातें 
सच-सच बताओ।' 
राक्षसी खोली--मैं मुनिवर विश्रवाकी पुत्री और 
रावणकी बहिन हूँ। मेरा नाम शूर्पणखा है। मैं तीनों 
लोकोंमें विख्यात हूँ। मेरे भाईने यह दण्डकारण्य मुझे दे 
दिया है । मैं इस महान्‌ वनमें ऋषि-महर्षियोंको खाती हुई 
निचरती रहती हूँ। तुम एक श्रेष्ठ राजा जान पड़ते हो। 
तुम्हें देखकर मैं कामदेनके बाणोंसे पीड़ित हो रही हूँ और 
तुम्हरे साथ बेखटके रमण करनेके लिये यहाँ आयी हूँ । 
नृपश्रेष्ठ ! तुम मेरे पति हो जाओ । मैं तुम्हारी इस सती 
सीताको अभी खा जाऊँगी। 
ऐसा कहकर वह राक्षसी सीताको खा जानेके लिये 
उद्यत हुई! यह देख श्रीरामचन्द्रजीने तलवार उठाकर 
उसके नाक-कान काट लिये ।* तब विकराल मुखवाली 


वह राक्षसी भयभीत हो रोती हुई ज्ञीघ ही खर नामक 
निशाचरके घर गयी और वहाँ उसने श्रीरामकी सारी 
करतूत कह सुनायी । यह सुनकर खर कई हजार राक्षसो 
और दूषण तथा त्रिशिराको साथ ले शत्रुसूदन 
श्रीरामचन्द्रजीसे युद्ध करनेके लिये आया; किन्तु 
श्रीरामने उस भयानक वनमें काल और अन्तकके समान 
आणान्तकारी बाणोंद्रारा उन विशालकाय राक्षसोंका 
अनायास ही संहार कर डाला । विषैले साँपोंके समान 
तीखे सायकोंद्दारा उन्होंने युद्धमें खर, त्रिशिरा और 
महाबली दूषणको भी मार गिराया। इस भ्रकार 
दण्डकारण्यवासी समस्त राक्षसोंका वध करके 
श्रीरामचन्द्रजी देवताओंद्वारा पूजित हुए और महर्षि भी 
उनकी स्तुति करने लगे । तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ श्रीराम सीता 
और लक्ष्मणके साथ दण्डकारण्यमें रहने रूगे। 
ज्ूर्पणखासे राक्षसोंके मारे जानेका समाचार सुनकर 
रावण क्रोधसे मूर्च्छित हो उठा और दुरात्मा मारीचको 
साथ लेकर जनस्थानमें आया। पञ्चवटीमें पहुँचकर 
दशशीश रावणने मारीचको मायामय मृगके रूपमे रामके 
आश्रमपर भेजा । वह राक्षस अपने पीछे आते हुए दोनों 
दशरथकुमारेंको आश्रमसे दूर हटा ले गया । इसी बीचमें 
रावणने आपने वधकी इच्छासे श्रीयमचन्द्रजीकी पली 
'सीताजीको हर लिया। 

सीताजीको हरी जाती हुई देख गृधोकि राजा 
महाबली जटायुने श्रीरामचन्द्रजीके प्रति स्नेह होनेके 
कारण उस राक्षसके साथ युद्ध किया । किन्तु शत्रुविजयी 
रावणने अपने बाहुबलसे जटायुको मार गिराया और 
राक्षसोंसे घिरी हुई लक्लापुरीमें प्रवेश किया। वहाँ 
अज्ञोकबाटिकामें सीताको रखा और श्रीरामचन्द्रजीके 
नाणोंसे मृत्युकी अभिलाषा रखकर वह अपने महरूमें 
चला गया। इधर श्रीरामचन्द्रजी मृगरूपधारी मारीच 
नामक राक्षसको मारकर भाई लक्ष्मणके साथ जन पुनः 
आश्रममें आये, तब उन्हें सीता नहीं दिखायी दीं। 
सीताको कोई राक्षस- हर ले गया, यह जानकर 
दडारथनन्दन श्रीरामको बहुत झोक हुआ और वे सन्तप्त 


आ इत्युवस्वा राक्षसीं सीता असितुँ वीक्ष्य चोद्यताम्‌ ! श्रीराम: खड्गमुद्चम्य नासाकर्णो प्रचिच्छिदे ॥ (२६९ । २४४) 


होकर विलाप करने लगे। वनमें घूम-घूमकर उन्होंने 
सीताकी खोज आरम्भ की । उसी समय मार्गमें महाबली 
जटायु पृथ्वीपर पड़े दिखायी दिये। उनके पैर और पंख 
कट गये थे तथा सारा अङ्ग लहू-लुहान हो रहा था। 
डनको इस अवस्थामें देख श्रीरामचन्द्रजीकों बड़ा 
विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा--'अहो ! किसने तुम्हारा 
वघ किया है ?' 

जटायुने श्रीरामचन्द्रजीको देखकर धरि-धीरै 
कहा--'रघुनन्दन ! आपकी पत्रीको महाबली रावणने 
हर लिया है, उसी राक्षसके हाथसे मैं युद्धमें मारा गया 
हूँ।' इतना कहकर जटायुने प्राण त्याग दिया। श्रीरामने 
वैदिक विधिसे उनका दाह-संस्कार किया और उन्हें 
अपना सनातन धाम प्रदान किया; जो योगियोंको ही प्राप्त 
होने योग्य है। श्रीरघुनाथजीके प्रसादसे गीधको भी 
'परमपदकी प्राप्ति हुई । उन पक्षिराजको श्रीहरिका सारूप्य 
मोक्ष मिला । तदनन्तर माल्थवान्‌ पर्वतपर जाकर मातङ्ग 
मुनिके आश्रमपर वे महाभागा धर्म-परायणा शबरीसे 
मिले। वह भगबद्धक्तोंमें श्रेष्ठ थी । उसने श्रीराम- 
लक्ष्मणको आते देख आगे बढ़कर उनका स्वागत किया 
और प्रणाम करके आश्रममें कुशके आसनपर उन्हें 
बिठाया। फिर्‌ चरण धोकर वनके सुगन्धित फूलोंसे 
भक्तिपूर्वक उनका पूजन किया। उस समय शबरीका 
हृदय आनन्दमप्न हो रहा था। वह दृढ़तापूर्वक उत्तम 
ब्रतका पालन करनेवाली थी । उसने दोनों रघु-कुमारोंको 
सुगन्धित एवं मधुर फल-मूल निवेदन किये। उन 
'फरलॉको भोग लगाकर भगवान्ले शबरीको मोक्ष प्रदान 
किया । पम्पा सरोबरकी ओर जाते समय उन्होंने मार्गमें 


भयानक रूपधारी कबन्ध नामक राक्षसका वध किया। * 


उसको मारकर महापराक्रमी श्रीरामने उसे जल्त्र दिया, 
इससे बह स्वर्गलोकमें चला गया । इसके बाद महाबली 
श्रीरघुनाथजीने शबरीतीर्थको अपने शार््गघनुषकी कोटिसे 
गङ्गा और गयाके समान पवित्र बना दिया । 'यह महान्‌ 
अगवद्धक्तांका तीर्थ है, इसका जल जिसके उदरमें 
पड़ेगा, उसका शारीर सम्पूर्ण जगतेके लिये चन्दनीय हो 
जायगा | इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है ।' 

ऐसा कहकर श्रीरामचन्द्रजी ऋष्यमूक पर्वतपर 


गये । वहाँ पम्पा सरोवरके तटपर हनुमान्‌ नामक वानरसे 
उनकी भेंट हुई । हनुमानजीके कहमेसे उन्होंने सुग्रीवके 
साथ मित्रता की और सुग्रीवके अनुरेधसे वानरराज 
बालिको मारकर सुग्रीबको ही उसके राज्यपर अभिषिक्त 
कर दिया । तत्पश्चात्‌ जानकीजीका पता लगानेके लिये 
वानरराज सुग्रीवने हनुमान्‌ आदि वानर-वीरोंको भेजा । 
पवननन्दन हनुमानजीने समुद्रको लाँधकर लङ्का नगरीमें 
प्रवेश किया और दृढतापूर्वक पातिव्रत्यका पालन 
करनेवाली सीताजीको देखा | वे उपवास करनेके कारण 
दुर्बल, दीन और अत्यन्त शोकग्रस्त थी । उनके शरीरपर 
मैल जम गयी थी तथा वे मलिन बरू पहने हुए थीं। 
उन्हें श्रीरामचन्द्रजीकी दी हुई पहचान देकर हनुमानजीने 
उनसे भगवानका समाचार निबेदन किया। फिर 
विदेहराजकुमारीको भलीभाँति आश्वासन दे उन्होने उस 
सुन्दर उद्यानको नष्ट कर डाला । तदनन्तर दरवाजेका 
खम्भा उखाड़कर उससे हनुमानजीने वनकी रक्षा करने- 
बाले सेवकों, पाँच सेनापतियों, सात मन्त्रिकुमारों तथा 
रावणके एक पुत्रको मार डाला! इसके बाद रावणके 
दूसरे पुत्र मेघनादके द्वारा वे स्वेच्छासे बैध गये | फिर 
राक्षसराज रावणसे मिलकर हनुमानजीने उससे वार्तालाप 
किया और अपनी पूँछमें लगायी हुई आगसे समूची 
लङ्कापुरीको दग्ध कर डाला। फिर सीताजीके दिये हुए 
चिहको लेकर वे लौट आये और कमलनयन 
श्रीरामचन्द्रजीसे मिलकर सारा हाल बताते हुए 
बोले--'मैंने सीताजीका दर्शन किया है।' 

इसके बाद सुग्रीबसहित श्रीरामचन्द्रजी बहुत-से 
बानरोंके साथ समुद्रके तटपर गये । वहाँ जाकर उन्होंने 
अपनी सेनाका पड़ाव डाल दिया। राबणके एक छोटे 
भाई थे, जो विभीषणके नामसे प्रसिद्ध थे । वे धर्मात्मा, 
सत्यप्रतिज्ञ और महान्‌ भगवद्धक्तोमें श्रेष्ठ थे। 
श्रीरामचन्द्रजीको आया जान विभीषण अपने बड़े भाई 
रावणको, राज्यको तथा पुत्र और ख्जीको भी छोड़कर 
उनकी झरणमें चले गये! हनुमान्‌जीके कहनेसे 
औरमचन्द्रजीने निभीषणको आअपनाया। और उन्हें 
अभयदान देकर राक्षसोंके राज्यपर अभिषिक्त किया । 
तत्पश्चात्‌ समुद्रको पार करनेकी इच्छासे श्रीरामचन्द्रजी 


१५८ 


# अर्चयस्व हषोीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ साक्षप्त पद्मपुराण 


उसकी शारणमें गये, किन्तु प्रार्थना करनेपर भी उसकी 
'गति-विधिमें कोई अन्तर होता न देख महाबली श्रीरामने 
शाङ्गेघनुष हाथमें लिया और बाणसमूहोंकी वर्षा करके 
समुद्रको सुखा दिया । तब सरिताओकि स्वामी समुद्रने 
करुणासागर भगवानकी झरणमें जा उनका विधिवत्‌ 
पूजन किया। इससे श्रीरधुनाथजीने वारुणास्त्रका प्रयोग 
करके पुनः सागरको जलसे भर दिया । फिर समुद्रके ही 
'कहनेसे उन्होंने उसपर वानरोंके लाये हुए पर्वतोंके द्वारा 
पुल बंघवाया । उसीसे सेनासहित लङ्कापुरीमें जाकर 
अपनी बहुत बडी सेनाको ठहराया । उसके बाद वानरों 
और राक्षसेंमें खून युद्ध हुआ । 

'तदनन्तर राबणके पुत्र महाबली इन्द्रजित्‌ नामक 
राक्षसने नागपाशसे श्रीराम और लक्ष्मण दोनों भाइयोंको 
बाँध लिया । उस समय गरुड़ने आकर उन्हें उन अस्नॉके 
बन्धनसे मुक्त किया । महाबली वानरोंके द्वारा बहुत-से 
राक्षस मारे गये। रावणका छोटा भाई कुम्भकर्ण बड़ा 
बलवान्‌ वीर था । उसको श्रीरामने युद्धमें अम्िरिखाके 
समान तेजस्वी बाणोंसे मौतके घाट उतार दिया। तब 
इन्द्रजितूको बड़ा क्रोध हुआ और उसने ब्रह्मारूके द्वारा 
खानरोंको मार गिराया। उस समय हनुमानजी श्रेष्ठ 
ओषधियोंसे युक्त पर्वतको उठा ले आये । उसको छूकर 
बहनेवाली वायुके स्पर्शसे सभी वानर जी उठे । तब परम 
उदार लक्ष्मणने अपने तीखे बाणोंसे जैसे इन्द्रने 
वृत्रासुरको मारा था, उसी प्रकार इन्द्रजितृको मार 
गिराया। अब स्वयं रावण ही संग्राममें श्रीरामचन्द्रजीके 
साथ युद्ध करनेके लिये निकला । उसके साथ चतुरङ्गिणी 
सेना और महाबली मन्त्री भी थे। फिर तो वानरों और 

राक्षसोंमें तथा लक्ष्मणसहित श्रीराम और रावणमें भयङ्कर 
युद्ध छिड़ गया । उस समय राक्षसराज रावणने शक्तिका 
प्रहार करके लक्ष्मणको रणभूमिमें गिरा दिया। इससे 
महातेजस्वी रघुनाथजी, जो राक्षसोके काल थे, कुपित हो 
उठे और काल एवे मृत्युके समान तीखे बाणोंसे 
राक्षस-वीरोंका संहार करने लगे । उन्होंने कालदण्डके 
समान सहस्रो तेजस्वी बाण मारकर राक्षसराज रावणको 
क टिया। श्रीरघनाथजीके बाणोंसे उस निशाचरके सारे 


अङ्ग बिध गये और वह भयभीत होकर रणभूमिसे 
लङ्कामें भाग गया । उसे सारा संसार श्रीराममय दिखायी 
देता था; अतः नह खिन्न होकर घरमें घुस गया । इसके 
बाद हनुमानजी श्रेष्ठ ओषधियोंसे युक्त महान्‌ पर्वत उठा 
ले आये। इससे लक्ष्मणजीको तुरंत ही चेत हो गया। 
डघर रावणने विजयकी इच्छासे होम करना आरम्भ 
किया; किन्तु बड़े-बड़े वानरोने जाकर झाज्नुके उस 
अभिचारात्मक यज्ञका विध्वंस कर दिया। तब सवण 
पुनः श्रीरामचन््रजीसे युद्ध करनेके लिये निकल्त्र । उस 
समय बह दिव्य रथपर बैठा था और नहुत-से राक्षस 
उसके साथ थे । यह देख इन्द्रने भी आपने दिव्य अश्चोसे 
जुते हुए सारथिसहित दिव्य रथको श्रीरामचन्द्रजीके लिये 
भेजा। मातलिके लाये हुए उस रथपर बैठकर 
श्रीरघुनाथजी देवताओंके मुखसे अपनी स्तुति सुनते हुए 
राक्षसके साथ युद्ध करने लगे । तदनन्तर श्रीराम और 
रावणमें भयंकर शरस्रस्तरोंद्रार सात दिन और सात 
रातॉतक घोर युद्ध हुआ । सब देवता विमानोंपर बैठकर 
उस महायुद्धको देख रहे थे! 

रघुकुलश्रेष्ठ श्रीरामचन्द्रजीने अनेकों बार. राजणके 
मस्तक काटे, किन्तु मेरे (महादेवजीके) वरदानसे उसके 
फिर नये-नये मस्तक निकल आते थे । तन श्रीरघुना थजीने 
उस दुरात्माका वध करनेके लिये महाभयंकर और 
कालाप्रिके समान तेजस्वी ब्रह्माक्नका प्रयोग किया। 
शरीरामचन्द्रजीका छोड़ा हुआ वह अस्नन रावणकी छाती 
छेदकर धरतीको चीरता हुआ रसातलमें चला गया। 
वहाँ सपोनि उस नाणका पूजन किया। वह महाराक्षस 
आणहीन होकर पृथ्वीपर गिरा और भर गया । इससे 
सम्पूर्ण देवताओंका हृदय हर्षसे भर गया। वे सम्पूर्ण 
जगत्के गुरु महात्मा श्रीरामपर फूलोकी वर्षा करने लगे । 
गन्धर्वराज गाने और अप्सराएँ नाचने लगीं । पित्र वायु 
चलने लगी और सूर्यकी प्रभा स्वच्छ हो गयी । मुनि, 
सिद्ध, देवता, गन्धर्व और किन्नर भगवानूकी स्तुति करने 
लगे । श्रीरघुनाथजीने लङ्काके राज्यपर विभीषणको 
अभिषिक्त करके अपनेको कृतार्थ-सा माना और इस 
अकार कहा--'विभीषण ! जनतक सूर्य, चन्द्रमा और 


उत्तरखण्ड ] 


» श्रीरामके वनवाससे लेकर पुनः अयोध्यामें आनेतकका प्रसङ्ग + 


2००००००:०००००००००००००० १९०७०९०१०%००७०००९०७०००००७०९००-०९००५०००७०००-०९७००-००७०००७७-७०-०००-००-०:००३३३-०००-७:०:०-३०:०८ 


९५९ 


पृथ्बी रहेगी तथा जबतक यहाँ मेरी कथाका प्रचार रहेगा, 
तबतक तुम्हारा राज्य कायम रहेगा। महाबल ! यहाँ 
राज्य करके तुम पुनः अपने पुत्र, पौत्र तथा गणोंके साथ 
योगियोंको प्राप्त होने योग्य मेरे सनातन दिव्य धाममें 
पहुँच जाओगे ।' 

इस प्रकार विभीषणको वरदान दे महाबली 
श्रीरामचन्द्रजीने मिथिलेशकुमारी सीताको पास 
ज्रुलनाया । यद्यपि वे सर्वथा पवित्र थीं, तो भी श्रीरामने 
भरी सभामें उनके प्रति नहुत-से निन्दित बचन कहे । 
पतिके द्वारा निन्दित होनेपर सती-साध्वी सीता अग्नि 
प्रज्वलित करके उसमें प्रवेश करने लगीं। माता 
जानकीको अग्रिमे प्रवेश करते देख शिव और ब्रह्मा 
आदि सभी देवता भयसे व्याकुल हो उठे और 
श्रीरघुनाथजीके पास आ हाथ जोड़कर बोले--' महाबाहु 
श्रीराम ! आप अत्यन्त पराक्रमी हैं। हमारी बात सुनें । 
सीताजी अत्यन्त निर्मल हैं, साध्वी हैं और कभी भी 
आपसे विलग होनेवाली नहीं हैं। जैसे सूर्य अपनी 
प्रभाको नहीं छोड़ सकते, उसी प्रकार आपके द्वारा भी 
ये त्यागने योग्य नहीं हैं। ये सम्पूर्ण जगतूकी माता और 
सबको आश्रय देनेवाली हैं; संसारका कल्याण करनेके 
लिये ही ये भूतलपर प्रकट हुई हैं । रावण और कुम्भकर्ण 
पहले आपके ही भक्त थे, वे सनकादिकॉके शापसे इस 
पृथ्वीपर उत्पन्न हुए थे। उन्हीँकी मुक्तिके लिये ये 
बिदेहराजकुमारी दण्डकारण्यमें हरी गयीं। इन्हींको 
निमित्त बनाकर वे दोनों श्रेष्ठ राक्षस आपके हाथसे मारे 
गये हैं। अब इस राक्षसयोनिसे मुक्त होकर पुत्र, पौत्रो 
और सेवकोंसहित स्वर्गमें गये हैं। अतः सदा शुद्ध 
आचरणवाली सती-साध्वी सीताको शीघ्र ही ग्रहण 
कीजिये । ठीक उसी तरह जैसे पूर्वकालमें आपने समुद्रसे 
निकलनेपर लक्ष्मीरूपमें इन्हें अहण किया था।' 

इसी समय लोकसाक्षी अग्रिदेव सीताको लेकर 
प्रकट हुए । उन्होंने देबताओंके समीप ही श्रीजानकीजीको 
शऔयमजीकी सेनामें अर्पण कर दिया और कहा-- 
“प्रभो ! सीता सर्वथा निष्कलङ्क और शुद्ध आचरणबाली 
हैं। यह बात मैं सत्य-सत्य निवेदन करता हूँ। आप इन्हें 


बिना विलम्ब किये ग्रहण कीजिये।' अम्निदेबके इस 
कथनसे रघुकुलश्रष्ठ श्रीरामने प्रसन्नताके साथ सीताको 
स्वीकार किया । फिर सब देवता भगवानका पूजन करने 
लगे । उस युद्धमें जो-जो श्रेष्ठ बानर राक्षसोके हाथसे 
मारे गये थे, वे ब्रह्माजीके बरसे शीघ्र ही जी उठे। 
तत्पश्चात्‌ सक्षसराज विभीषणने सूर्यके समान तेजस्वी 
पुष्पकविमानको, जिसे रावणने कुबेरसे छीन लिया था, 
श्रीरघुनाथजीको भेंट किया | साथ ही बहुत-से वस्न और 
आभूषण भी दिये | विभीषणसे पूजित होकर परम प्रतापी 
श्रीरामचन्द्रजी अपनी धर्मपत्नी विदेहकुमारी सीताके साथ 
उस श्रेष्ठ बिमानपर आरूढ़ हुए । इसके नाद शूरवीर भाई 
लक्ष्मण, वानर और भालुओंके समुदायसहित वानरराज 
सुग्रीव तथा महानली राक्षसॉसहित शूरवीर विभीषण भी 
उसपर सवार हुए। वानर, भालू और राक्षस--सबके 
साथ सवार हो श्रीरामचन््रजी श्रेष्ठ देवताओके द्वारा 
अपनी स्तुति सुनते हुए अयोध्याकी ओर प्रस्थित हुए। 
भरद्वाज सुनिके आश्रमपर जाकर सत्यपराक्रमी श्रीरामने 
हनुमानजीको भरतके पास भेजा। वे निषादेकि गाँव 
(मङ्गवेरपुर) में जाकर श्रीविष्णु भक्त गुहसे मिले और 
उनसे श्रीरामचन्द्रजीके आनेका समाचार कहकर 
नन्दिग्रामको चले गये । वहाँ श्रीरामचन्द्रजीके छोटे भाई 
भरतसे मिलकर उन्होंने श्रोरामचन्द्रजीके शुभागमनका 
समाचार कह सुनाया । हनुमानजीके द्वारा श्रीरघुनाथजीके 
झुभागमनकी बात सुनकर भाई तथा सुहदोके साथ 
भरतजीको बड़ी प्रसन्नता हुई । फिर वायुनन्दन हनुमानजी 
पुनः श्रीरामचन्द्रजीके पास लौट आये और भरतका 
समाचार उनसे कह सुनाया । 

तत्पश्चात्‌ श्रीरामचन्द्रजीने अपने छोटे भाई लक्ष्मण 
और सीताके साथ तपस्वी भरद्वाज मुनिको प्रणाम किया । 
फिर मुनिने भी पकवान, फल, मूल, वस्न और आभूषण 
आदिके द्वारा भाईसहित श्रीरामका स्वागत-सत्कार 
किया। उनसे सम्मानित होकर श्रीरघुनाथजीने उन्हें 
अणाम किया और उनकी आज्ञा ले पुनः लक्ष्मणसहिंत 
मुष्पकविमानपर आरूढ़ हो सुहृदोंसहित नन्दिमाममें 
आये। उस समय कैकेयीनन्दन भरतने भाई झात्रुध्र, 


९६० 


* अर्चयस्व हवीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


( संक्षिप्त पद्मपुराण 


मत्त्रियों, नगरके मुख्य-मुख्य व्यक्तियों तथा सेनासहित 
अनेक राजाओंको साथ ले प्रसन्नतापूर्वक आगे आकर 
बड़े भाईकी अगवानी की | रघुकुलश्रेष्ठ श्रोरामचन्द्रजीके 
निकट पहुँचकर भरतने अनुयायियोंसहित उन्हें प्रणाम 
किया। फिर शत्रुओको ताप देनेवाले श्रीरघुनाथजीने 
बिमानसे उतरकर भरत और शात्रुघ्नको छातीसे लगाया । 
तत्पश्चात्‌ पुरोहित वसिष्ठजी, माताओं, बड़े-बूढ़ों तथा 
जन्धु-बान्धयोंको महातेजस्वी श्रीरामने सीता और 
लक्ष्मणके साथ प्रणाम किया। इसके बाद भरतजीने 
विभीषण, सुग्रीव, जाम्बवान्‌, अङ्गद, हनुमान्‌ और 
सुषेणको गले लगाया । वहाँ भाइयों और अनुचरोंसहित 
भगवानने माङ्गलिक स्त्रान करके दिव्य माला और दिव्य 
वर घारण किये,फिर दिव्य चन्दन लगाया । इसके बाद 
चे सीता और लक्ष्मणके साथ सुमन्त्र नामक सारथिसे 
सञ्चालित दिव्य रथपर बैठे । उस समय देखगण उनकी 


स्तुति कर रहे थे । फिर भरत, सुग्रीव, शत्रुघ्न, विभीषण, 
आङ्गद, सुषेण, जाम्बवान्‌, हनुमान्‌, नील, नल, सुभग, 
शरभ, गन्धमादन, अन्यान्य कपि, निषादराज गुह, 
महापराक्रमी राक्षस और महाबली राजा भी नहुत-से 
घोड़े, हाथी और रथॉपर आरूढ़ हुए। उस समय नाना 
अकारके माङ्गलिक बाजे बजने लगे तथा नाना प्रकारके 
सतोत्रोंका गान होने र्गा। इस प्रकार वानर, भालू, 
रक्षस, निषाद और मानव सैनिकोके साथ महातेजस्वी 
श्रीरघुनाथजीने अपने अविनाशी नगर साकेतधाम 
(अयोध्या) में प्रवेश किया। मार्गमें उस राजनगरीकी 
शोभा देखते हुए श्रीरघुनाथजीको नारंनार अपने पिता 
महाराज दशरथकी याद आने लगी। तत्पश्चात्‌ सुग्रीव, 
हनुमान्‌ और विभीषण आदि भगवद्धक्तोके पावन 
चरणोकि पड़नेसे पवित्र हुए राजमहलमें उन्होंने 
प्रबेश किया । 


— औ = 


श्रीरामके राज्याभिषेकसे परमधामगमनतकका प्रसङ्ग 


महादेवजी कहते हैं--पार्वती ! तदनन्तर 

किसी पवित्र दिनको शुभ लग्नमें मङ्गलमय भगवान्‌ 
श्रीरामका राज्याभिषेक करनेके लिये लोगोनि माङ्गलिकक 
उत्सव मनाना आरम्भ किया । वसिष्ठ, वामदेव, जाबालि, 
कश्यप, मार्कण्डेय, मौद्रल्य, पर्वत और नारद--ये 
महर्षि जप और होम करके राजशिरोमणि श्रीरघुनाथजीका 
शुभ अभिषेक करने लगे | नाना रलॉसे निर्मित दिव्य 
सुवर्णमय पीढ़ेपर सीतासहित भगवान्‌ श्रीरामको 
बिठाकर उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले महर्षि सोने और 
रलोंके कलशॉमें रखे हुए सन तीथेकि शुद्ध एवं मन्त्रपूत 
जलसे, जिसमें पवित्र माङ्गलिक वस्तुएँ, दूर्वादल, 
तुलसीदल, फूल और चन्दन आदि पड़े थे, उनका 
मङ्गलमय अभिषेक करने और चारों वेदेकि वैष्णव 
सुक्तोंको पढ़ने लगे । उस शुभ लम्रके समय आकारमें 
देवताऑकी दुन्दुभियाँ बजती थीं । चारों ओरसे फूलोंकी 
नर्षा होती थी। वेदोंके पारगामी मुनियोने दिव्य वख, 
दिव्य आभूषण, दिव्य गन्ध और नाना प्रकारके दिव्य 


पुष्पोंसे श्रीसीतादेबीके साथ श्रीरघुनाथजीका भृङ्गार 
किया। उस समय लक्ष्मणने दिव्य छत्र और चैंवर घारण 
किये। भरत और शत्रुघ्न भगवानके दोनों बगलमें खड़े 
होकर ताड़के पंखॉसे हवा करने लगे। राक्षसराज 
विभीषणने सामनेसे दर्पण दिखाया। वानरराज सुग्रीव 
भरा हुआ कलश लेकर खड़े हुए। महातेजस्वी 
जाम्बवान्‌ने मनोहर फूलोँकी माला पहनायी । बालिकुमार 
आङ्गदने श्रीहरिको कपूर मिला हुआ पान अर्पण किया । 
हनुमानजीने दिव्य दीपक दिखाया । सुषेणने सुन्दर झंडा 
"फहराया । सब मन्त्री महात्मा श्रीरामको चारों ओरसे 
घेरकर उनकी सेवामें खड़े हुए । मन्त्रियॉके नाम इस 
अकार थे- सृष्टि, जयन्त, विजय, सौराष्ट्र, राष्ट्रवर्धन, 
आकोप, धर्मपाल तथा सुमन्त्र । नाना जनपदोके स्वामी 
नरश्रेष्ठ नृपतिगण, पुरवासी, बैदिक विद्वान्‌ तथा बड़े-बूढ़े 
सज्जन भी महाराजकी सेकामें उपस्थित थे। वानर, 
भालू, मन्त्री, राजा, राक्षस, श्रेष्ठ द्विज तथा सेवकोंसे घिरे 
हुए महाराज श्रीराम साकेतधाम (अयोध्या) में इस 


उत्तरस्वण्ड ] 


+ श्रीरामके राज्याभिषेकसे प्रमथामगमनतकका सङ्ग क 


९६१ 


22409०७०७०९००००९००७७०००७०७०००००००७०७०००००७०५०७९३००-७००००००१-९०७०:३०७७:३३:९३-९७:०००२९:३-३-९.९३:०-९०७०००:०-३-३-०-०:७-७-०००७-०००-५१.. 


प्रकार शोभा पाने लगे, जैसे भगवान्‌ लक्ष्मीपति विष्णु 
देवताओंसे घिरे होनेपर परव्योम (वैकुण्ठधाम) में 
सुशोभित होते हैं। देवी सीताके साथ श्रीरघुनाथजीको 
राज्यपर अभिषिक्त होते देख विमानोंपर बैठे हुए 
देवताओंका हृदय आनन्दसे भर गया। गन्धर्व और 
अप्सराओकि समुदाय जय-जयकार करते हुए स्तुति करने 
लगे। वसिष्ठ आदि महर्षियोंद्रारा अभिषेक हो जानेपर 
श्रीरामचन्द्रजी सीतादेवीके साथ उसी प्रकार सुशोभित 
हुए, जैसे लक्ष्मीजीके साथ भगवान्‌ विष्णु शोभा पाते 
हैं। सीताजी अत्यन्त बिनीत भावसे श्रीरघुनाथजीके 
चरणकमलोंकी सेवा किया करती थीं। 

राज्याभिषेक हो जानेके पश्चात्‌ सम्पूर्ण दिशाओँका 
पालन करते हुए श्रीरामचन्द्रजीने विदेहनन्दिनी सीताके 
साथ एक हजार वर्षोतक मनोरम राजभोगोंका उपभोग 
किया। इस बीचमें अन्तःपुरकी स्त्रिया, नगर-निवासी 
तथा प्रान्तके लोग छिपे तौरपर सीताजीकी निन्दा करने 
छगे। निन्दाका विषय यही था कि वे कुछ कालतक 
राक्षसके घरमें निवास कर चुकी थीं। शत्रुओका संहार 
करनेवाले श्रीरामचन्द्रजी लोकापवादके कारण मानव- 
भावका प्रदर्शन करते हुए उन्हेनि राजकुमारी सीताको 
गर्भवतीकी अवस्थामें वाल्मीकि मुनिके आश्रमके पास 
गङ्गातटपर महान्‌ वनके भीतर छुड़वा दिया। 
महातेजस्थिनी जानकी गर्भका कष्ट सहन करती हुई 
मुनिके आश्रममें रहने लूगीं। उनका मन सदा स्वामीके 
चिन्तनमें ही लगा रहता था । मुनिपत्रियोंसे सत्कृत और 
महर्षि वाल्मीकिद्वारा सुरक्षित होकर उन्होंने आश्रममें ही 
दो पुत्र उत्पन्न किये, जो 'कुश और लवके नामसे प्रसिद्ध 
हुए। मुनिने ही उनके संस्कार किये और वहीं पलकर वे 
दोनों बड़े हुए। 

उधर श्रीरामचन्द्रजी यम-नियमादि गुणोंसे सम्पन्न 
हो सब प्रकारके भोगोंका परित्याग करके भाइयोंके साथ 
पृथ्वीका पालन करने लगे । वे सदा आदि-अन्तसे रहित, 
सर्वव्यापी श्रीहरिका पूजन करते हुए ब्रह्मचर्यपरायण हो 
अतिदिन पृथ्वीका शासन करते थे। धर्मात्मा शत्रुघ्न 
लूवणासुरको मारकर अपने दो पुत्रॉके साथ देवनिर्मित 


मथुरापुरीके राज्यका पालन करने लगे । भरतने सिंधु 
नदीके दोनों तटॉपर अधिकार जमाये हुए गन्धर्वोका 
संहार करके उस देशर्मे अपने दोनों महाबली पुत्रोंको 
स्थापित कर दिया । इसी प्रकार लक्ष्मणने मद्रदेशमें 
जाकर मद्रोंका वध किया और अपने दो महापराक्रमी 
पुत्रॉको वहाँके राज्यपर अभिषिक्त कर दिया । तत्पश्चात्‌ 
अयोध्यामें आकर वे श्रीरामचन्द्रजीके चरणोंकी सेवा 
करने लगे । श्रीरघुनाथजीने एक तपस्वी शूद्रको मारकर 
मृत्युको प्राप्त हुए एक ब्राह्मणबालकको जीवन प्रदान 
किया । तत्पथ्चात्‌ मैमिषारण्यमें गोमतीके तटपर 
श्रीरघुनाथजीने सुवर्णमयी जानकीकी प्रतिमाके साथ 
बैठकर अश्वमेध यज्ञ किया। वहाँ भारी जनसमाज 
एकत्रित था। उन्होंने बहुत-से यज्ञ किये। 

इसी समय महातपस्वी वाल्मीकिजी सीताको साथ 
लेकर वहाँ आये और श्रीरघुनाथजीसे इस प्रकार 
नोले--'उत्तम ब्रतका पालन करनेवाले श्रीराम ! 
मिथिलेशकुमारी सीता सर्वथा निष्पाप हैं। ये अत्यन्त 
निर्मल और सती-साध्वी स्त्री हैं। जैसे प्रभा सूर्यसे पृथक्‌ 
नहीं होती, उसी प्रकार ये भी कभी आपसे अलग नहीं 
होतीं । आप भी पापके सम्पर्कसे रहित हैं; फिर आपने 
इनका त्याग कैसे किया ?' 

श्रीराम खोले--त्रह्मन्‌ ! मैं जानता हूँ, आपके 
कथनानुसार जानकी सर्वथा निष्पाप हैं। खात यह है कि 
सती-साध्वी सीताको दण्डकारण्यमें रावणने हर लिया 
था। मैंने उस दुष्टको युद्धमें मार डाला। उसके बाद 
सीताने अग्निमें प्रवेश करके जन अपनेको शुद्ध प्रमाणित 
कर दिया, तब मैं धर्मतः इन्हें लेकर पुनः अयोध्यामें 
आया। यहाँ आनेपर इनके प्रति नगरनिवासियोंमें महान्‌ 
अपवाद फैला । यद्यपि ये तन भी सदाचारिणी ही थीं, 
तो भी लोकापवादके कारण मैंने इन्हें आपके निकट छोड़ 
दिया। अतः अब केवल मेरे ही चिन्तनमें संलग्न 
रहनेवाली सीताको उचित है कि ये लोगेकि सन्तोषके 
लिये राजाओं और महर्षियोंके सामने अपनी शुद्धताका 
विश्वास दिलावें । 

मुनिर्यो और राजाओंकी सभामें श्रीरामचन्द्रजीके 


९६२ 


० अर्चयस्व हषीकेशे यदीच्छसि परं पदम्‌ » 


[ संक्षिप्त पदापुराण 


2200000000००००००००७००००-३७३३००००-०००००००-००९००००७००७७७०७७०७९-०-७-०७७-७०-७-०७७७०-९७-७००-७०००-०-०००-७००-७ ००७७ ४» ४०955“: 


ऐसा कहनेपर सती सीताने उनके प्रति अपना अनन्य प्रेम 
'दिखलानेके लिये सब लोगोंको आश्चर्यमें डालनेवाला 
प्रमाण उपस्थित किया। वे हाथ जोड़कर सबके सामने 
उस भरी सभामें बोलीं--'यदि मैं श्रीरघुनाथजीके सिवा 
अन्य किसी पुरुषका मनसे चिन्तन भी न करती होऊँ तो 
हे पृथ्वीदेखी ! तुम मुझे अपने अङ्कमें स्थान दो । यदि मैं 
मन, वाणी और क्रियाद्वारा केबल श्रीरघुनाथजीकी ही 
पूजा करती होऊँ तो हे माता पृथिवी ! तुम मुझे अपने 
अङ्कमें स्थान दो ।' 
माता जानकीको परमधाममें चलनेके लिये उद्यत 
जान पक्षिराज गरुड़ अपनी पीठपर रत्रमय सिंहासन 
लिये रसातलसे प्रकट हुए। इसी समय पृथ्बीदेवी भी 
परत्यक्षरूपसे प्रकर हुई। उन्होंने मिथिलेशकुमारी 
सीताको दोनों हाथॉसे उठा लिया और स्वागतपूर्वक 
अभिनन्दन करके उन्हें सिंहासनपर बिठाया। सीता- 
देवीको सिंहासनपर बैठी देख देवगण घारावाहिकरूपसे 
उनके ऊपर फूलोंकी वर्षा करने लगे तथा दिव्य 
अप्सराओंने उनका पूजन किया । फिर वे सनातनी देवी 
गरुड़पर आरूढ हो पृथ्वीके ही मार्गसे परम धामको 
चली गर्यी। जगदीश्वरी सीता पूर्वभागमें दासीगणॉसे 
घिरकर योगियॉको प्राप्त होनेयोग्य सनातन परम धाममें 
स्थित हुई । सीताको रसातलमें प्रवेश करते देख सब 
मनुष्य साधुवाद देते हुए उच्चस्वरसे कहने 
लगे--'वास्तवमें ये सीतादेवी परम साध्वी हैं।' 
सीताके अन्तर्धान हो जानेसे श्रीरामचन्द्रजीको बड़ा 
झोक हुआ । वे अपने दोनों पुत्रोंको लेकर मुनियों और 
राजाओंके साथ अयोध्यामें आये | तदनन्तर दीर्घकालके 
पश्चात्‌ उत्तम ब्रतका पालन करनेवाली श्रीरामचन्द्रजीकी 
माताएँ कालधर्मको प्राप्त हो पतिके समीप स्वर्गलोकमें 
चली गयीं । कठोर ब्रतका पालन करनेवाले श्रीरघुनाथजीने 
ग्यारह हजार वर्षोतक धर्मपूर्वक राज्यका पालन किया। 
एक दिन काल तपस्वीका वेष घारण करके श्रीराम- 
चन्द्रजीके भवनमें आया और इस प्रकार बोला-- 
“महाभाग श्रीराम ! मुझे ब्रह्माजीने भेजा है । रघुश्रेष्ठ ! मैं 
जनका सन्देश कहता हैं, आप सुनें। मेरी और आपकी 


बातचीत हम ही दोनोंतक सीमित रहनी चाहिये; इस 
बीचमें जो यहाँ प्रवेश करे, बह तधके योग्य होगा ।' 

ऐसा ही होगा, यह प्रतिज्ञा करके श्रीरामचन्द्रजीने 
लक्ष्मणको दरवाजेपर पहरा देनेके लिये बिठा दिया और 
स्वयं कालके साथ वार्तालाप करने लगे। उस समय 
कालने कहा--“श्रीराम ! मेरे आनेका जो कारण है, 
उसे आप सुनें। देवताओंने आपसे कहा था कि 'आप 
रावण और कुम्भकर्णको मार ग्यारह हजार वर्षोतक 
मनुष्यलोकमें निवास करें4' उनके ऐसा कहनेपर आप 
इस भूतलपर अवतीर्ण हुए थे। वह समय अब पूरा हो 
गया है; अतः अब आप परमधामको पधारें, जिससे सब 
देवता आपसे सनाथ हों ।”' महाबाहु श्रीरामने 'एवमस्तु' 
कहकर कालका अनुरोध स्वीकार किया । 

उन दोनोंमें अभी बातचीत हो ही रही थी कि 
महातपस्वी दुर्वासामुनि राजद्वापर आ पहुँचे और 
लक्ष्मणसे बोले--'राजकुमार ! तुम शीघ्र जाकर 
रघुनाथजीको मेरे आनेकी सूचना दो।' यह सुनकर 
लक्ष्मणने कहा--'ब्रह्मनू ! इस समय महाराजके समीप 
जानेकी आशा नहीं है । लक्ष्मणकी बात सुनकर मुनिश्रेष्ठ 
दुर्बासाको बड़ा क्रोध हुआ। वे बोले--'यदि तुम 
श्रीरामचन्द्रजीसे नहीं मिलाओगे तो झाप दे दूँगा ।' 
लक्ष्मणजीने शापके भयसे श्रीरामचन्द्रजीको महर्षि 
दुर्वासाके आगमनकी सूचना दे दी। तब सब भूतोंको 
भय देनेवाले कालदेव वहीं अन्तर्धान हो गये । महाराज 
श्रीरामने दुर्वासाके आनेपर उनका विधिवत्‌ पूजन किया । 
उधर रघुश्रेष्ठ लक्ष्मणने अपने बड़े भाईकी प्रतिज्ञाको याद 
करके सरयूके जलमें स्थित हो अपने साक्षात्‌ स्वरूपमें 
अवेश किया। उस समय उनके मस्तकपर सहस्नों फन 
शोभा पाने लगे। उनके श्रीअङ्गोंकी कान्ति कोटि 
चन्द्रमाओऑके समान जान पड़ती थी । थे दिव्य माला और 
दिव्य वस्त्र धारण किये दिव्य चन्दनके अनुलेपसे 
सुशोभित हो रहे थे। सहस्त्रों नाग-कन्याओंसे घिरे हुए 
भगवान्‌ अनन्त दिव्य विमानपर बैठकर परमधामको 
चले गये। 


लक्ष्मणके परमधामगमनका हाळ जानकर 


उत्तरखण्ड ] 


&302४५००७५५०००४०५००५५५४७७७४४४००७»०»४०००५५००००००००३०५००००००७५०६०५५०५००००५०५७००७३४५७»०७०*५:०४३७४४:०252552::22#68. 


» श्रीरामके सज्याभिषेकसे परमघामगमनतकका प्रसङ्ग » 


२६३ 


श्रीरघुनाथजीने भी इस लोकसे जानेका विचार किया । 
उन्होंने अपने पुत्र वीरवर कुशको कुशावतीमेँ और लषको 
द्वारवतीमें धर्मपूर्वक अपने-अपने राज्यपर स्थापित 
किया। उस समय भगवान्‌ श्रीरामके अभिप्रायको 
जानकर समस्त वानर और महाबली राक्षस अयोध्यामें 
आ गये। विभीषण, सुग्रीव, जाम्बवान्‌, पवनकुमार 
हनुमान्‌, नील, नल, सुषेण और निषादराज गुह भी आ 
पहुँचे। महामना शत्रुघ्न भी अपने वीर पुत्रोंको राज्यपर 
अभिषिक्त करके श्रीरामपालित अयोध्यानगरीमें आये। 
वे सभी महात्मा श्रीरामको प्रणाम करके हाथ जोड़कर 
कहने लगे--'रघुश्रेष्ठ ! आप परमधाममें पघारनेको 
उद्यत है--यह जानकर हम सब लोग आपके साथ 
चलनेको आये है । प्रभो ! आपके बिना हम क्षणभर भी 
जोबित रहनेमें समर्थ नहीं हैं; अतः हम भी साथ ही 
चलेंगे।' उनके ऐसा कहनेपर श्रीरघुनाथजीने “बहुत 
अच्छा' कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार की । तत्पश्चात्‌ 
उन्होंने राक्षसराज विभीषणसे कहा--'तुम धर्मपूर्वक 
राज्यका पालन करो । मेरी प्रतिज्ञा व्यर्थ न होने दो! 
जबतक चन्द्रमा, सूर्य और पृथ्वी कायम हैं, तबतक 
प्रसन्नतापूर्वक राज्य भोगो । फिर योग्य समय आनेपर मेरे 
परमपदको प्राप्त होओगे ।' 

ऐसा कहकर श्रीयमचन्द्रजीने इक्ष्वाकुकुलके देवता 
औरङ्गशायी सनातन भगवान्‌ विष्णुके अर्चाविग्रहको 
िभीषणके लिंये समर्पित किया । इसके बाद शत्रुसूदन 
श्रीरघुनाथजीने हनुमानज़ीसे कहा--'वानरेश्वर ! संसारमें 
जबतक मेरी कथाका प्रचार रहे, तबतक तुम इस 
पृथ्वीपर सुखसे रहो। फिर समयानुसार मुझे प्राप्त 
होओगे।' हनुमान्जीसे ऐसा कहकर वे जाम्बवानसे 
बोले--'पुरुषश्रेष्ठ ! द्वापर युग आनेपर मैं पुनः पृथ्वीका 
भार उतारनेके लिये यदुकुलमें अवतार लूँगा और तुम्हारे 
साथ युद्ध करूँगा । [अतः तुम यहीँ रहो ।]" 

उपर्युक्त व्यक्तियोंसे ऐसा कहकर औरामचन्द्रजीने 
अन्य सभी घानरों और भालुओंसे कहा--'तुम सब 
'लोग मेरे साथ चलो।' तदनन्तर ब्रह्मचर्यका पालन 
करनेवाले भगवान्‌ श्रीराम श्वेत वर पहनकर दोनों 


,aeee०५०२०५०.०५०५००००५०४०५९०५५०४४.५.०५००*५.४५*५९२४४४१. 


हाथोंमें कुश लिये अनासक्तभावसे - चले। 
श्रीरामचन्द्रजीके दक्षिण भागमें कमल हाथमें लिये 
श्रीदेवी उपस्थित हो गयीं और वामभागमें भूदेवी 
साथ-साथ चलने लगीं । वेद, वेदाङ्ग, पुराण, इतिहास, 
उपकार, वषट्कार, लोकको पवित्र करनेवाली सावित्री 
तथा घनुष आदि अख-शस्त्र--सभो पुरुष-विग्रह 
घारण करके वहाँ उपस्थित हो गये । भरत, इत्रुन्न तथा 
समस्त पुरवासी भी अपनी स्त्री, पुत्र तथा सेवकॉसहित 
भगवानके साथ-साथ चले । मन्त्री, भृत्यवर्ग, किङ्कर, 
बैदिक, जानरगण, भालु तथा राजा सुग्रीव--इन सबने 
स्त्री और पुत्रोंके साथ परम बुद्धिमान्‌ ्रीरघुनाथजीका 
अनुसरण किया । इतना ही नहीं, समीपवर्ती पशु, पक्षी 
तथा समस्त स्थावर-जङ्गम प्राणी भी महात्मा 
रघुनाथजीके साथ गये । उस समय श्रीरामचन्द्रजीको. जो 
भी देख लेते, चे ही उनके साथ लग जाते थे । उनमेंसे 
कोई भी पीछे नहीं लौटता था। 

तदनन्तर अयोध्यासे तीन योजन दूर जाकर, जहाँ 
नदीका प्रबाह पच्छिमकी ओर था, भगवानने 
अनुयायियोसहित पुण्यसलिला सरयूमें प्रवेश किया। 
उस समय पितामह ब्रह्माजी सन देवताओं और 
ऋषियोके साथ आकर रघुनाथजीकी स्तुति करते हुए 
बोले---'श्रीविष्णो ! आइये । आपका कल्याण हो बड़े 
सौभाग्यकी खात है जो आप यहाँ पथारे हैं! मानद ! 
अब आप अपने देवोपम भाइयॉके साथ अपने वैष्णव 
स्वरूपमें प्रवेश कीजिये। वही आपका सनातन रूप है। 
देव ! आप ही सम्पूर्ण विश्वकी गति हैं । कोई भी आपके 
स्वरूपको वास्तवमें नहीं जानते । आप अचिन्त्य, 
महात्मा, अविनाशी और सबके आश्रय हैं। भगवन्‌! 
आप आइये।' उस समय भगवान्‌ श्रीरामने अपने 
स्वरूपमें प्रवेश किया । भरत और शत्रुघ्न क्रमशः शङ्खं 
और चक्रके ऑर थे। ने दोनों महात्मा दिव्य तेजसे 
सम्पन्न हो अपने तेजमें मिल गये । तन इख, चक्र, गदा 
और पदा धारण किये हुए चतुर्भुज भगवान्‌ विष्णुके 
रूपें स्थित हो श्रीरामचन्द्रजी श्री और भू देवियेकि साथ 
विमानपर आरूढ़ हुए। वहाँ दिव्य कल्पवृक्षके मूल 


९६४ 


= अर्चयस्व हृथीकेश यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


Seeeeneesssesensneee9५५५०५४५५५०५००५०१०५५०५००५५५०५४११४५५००५५०४०००१०५१०७५००५०१०००५५४ ५५११ ५८१५१५५५४५४९५ 


भागमें सुन्दर सिंहासनपर भगवान्‌ विराजमान हुए । उस 
समय सब देखता उनकी स्तुति कर रहे थे। श्रीराम- 
चन्द्रजीके पीछे जो वानर, भालू और मनुष्य आये थे, 
उन्होंने सरयूके जलका स्पर्श करते ही सुखपूर्वक प्राण 
त्याग दिये और श्रीरघुनाथजीकी कृपासे सबने दिव्य रूप 
धारण कर लिया । उनके अङ्गोमें दिव्य हार और दिव्य 
र्र शोभा पा रहे थे! वे दिव्य मङ्गलमय कान्तिसे 
सम्पन्न थे। असंख्य देहधारियोंसे घिरे हुए राजीबलोचन 
भगवान्‌ श्रीराम उस विमानपर आरूढ़ हुए। उस समय 
देवता, सिद्ध, मुनि और महात्माओंसे पूजित होकर वे 


न्न उ 


अपने दिव्य, अविनाशी एवं सनातन धाममें चले गये । 

पार्वती ! जो मनुष्य श्रीरामचन्द्रजीके चरित्रके एक 
या आधे इल्लेकको पढ़ता अथवा सुनता या भक्तिपूर्वक 
स्मरण करता है, वह कोटि जन्मॉके उपार्जित ज्ञाताज्ञात 
पापसे मुक्त हो स्त्री, पुत्र एवं बन्धु-बान्धवोंके साथ 
'योगियोंको प्राप्त होनेयोग्य विष्णुलोकमेँ अनायास ही 
चला जाता है। देवि ! यह मैंने तुमसे श्रीरामचन्द्रजीके 
महान्‌ चरित्रका वर्णन किया है। तुम्हारी प्रेरणासे मुझे 
श्रीरामचन्द्रजीकी लीलाओंके कीर्तनका शुभ अवसर प्राप्त 
हुआ, इससे मैं अपनेको धन्य मानता हूँ। 


श्रीकृष्णाबतारकी कथा--ब्रजकी लीलाओंका प्रसङ्ग 


पार्वतीजीने कहा--महेश्वर ! आपने 
श्रीरघुनाथजीके उत्तम चरित्रका अच्छी तरह वर्णन 
किया। देवेश्वर ! आपके प्रसादसे इस उत्तम कथाको 
श्रवण करके मैं धन्य हो गयी। अब मुझे भगवान्‌, 
वासुदेवके महान्‌ चरित्रॉको सुननेकी इच्छा हो रही है, 
कृपया कहिये । 

श्रीमहादेवजी बोले- देवि] सबके हृदयमें 
निवास करनेवाले परमात्मा श्रीकृष्णकी लीलाएँ, 
मनुष्यको मनोवाञ्छित फल देनेवाली हैं। मैं उनका 
वर्णन करता हूँ, सुनो। यदुवंशमें बसुदेन नामक श्रेष्ठ 
पुरुष उत्पन्न हुए, जो देवमीढके पुत्र और सन धर्मज्ञोमें 
श्रेष्ठ थे। उन्होंने मथुरामें उग्रसेनकी पुत्री* देवकीसे 
विधिपूर्वक विवाह किया, जो देवाङ्गनाओकि समान 
सुन्दरी थी। उग्रसेनके एक कंस नामक पुत्र था, जो 
महाबलवान्‌ और शूरवीर था। जन वधू और वर रथपर 
बैठकर विदा होने लगे, उस समय कंस स्नेहवश सारथि 
बनकर उनका रथ हाँकने लगा! इसी समय गम्भीर 
स्वरमे आकाशवाणी सुनायी पड़ी--कैस! इस 

देवकीका आठवाँ बालक तुम्हारे प्राण लेगा। 
यह सुनकर कंस अपनी नहिनको मार डालनेके 


लिये तैयार हो गया। उसे क्रोधमें भरा देख बुद्धिमान्‌ 
वसुदेवजीने कहा--'राजन्‌ ! यह तुम्हारी बहिन है, तुम्हें 
धर्मतः इसका वध नहीं करना चाहिये । इसके गर्भसे जो 
बालक उत्पन्न हों, उन्हींको मार डालना ।' “अच्छा, ऐसा 
ही हो' यों कहकर कंसने वसुदेव और देवकीको अपने 
सुन्दर महलमें ही रोक लिया और उनके लिये सब 
प्रकारके सुखभोगकी व्यवस्था कर दी। पार्वती ! इसी 
बीचमें समस्त लोकॉको धारण करनेवाली पृथ्वी भारी 
भारसे पीड़ित होकर सहसा लोकनाथ ब्रह्माजीके पास 
गयी और गम्भीर वाणीमेँ बोली--“प्रभो ! अब मुझमें 
इन लोकोको धारण करनेकी शक्ति नहीं रह गयी है । मेरे 
ऊपर पाप कर्म करनेवाले राक्षस निवास करते हैं। वे 
बड़े बलवान्‌ हैं, अतः सम्पूर्ण जगत्‌के घर्मोका विध्वंस 
करते हैं। पापसे मोहित हुए समस्त मानव इस समय 
अधर्मपरायण हो रहे हैं । इस संसारमें अन थोड़ा-सा भी 
चर्म कहीं दिखायी नहीं देता। देव ! मैं सत्य-शौचयुक्त 
धर्मके ही बलसे टिकी हुई थी। अतः अधर्मपरायण 
विश्वको घारण करनेमें मैं असमर्थ हो रही हुँ।' 

यों कहकर पृथ्वी जहाँ अन्तर्धान हो गयी । तदनन्तर 
ह्या और शिव आदि समस्त देवता तथा महातपस्वी 


ओ अन्य पुराणॉमे 


देवकीको उम्रसेनके भाई देवककी पुत्री बताया गया है। कल्पभेदसे ऐसा होना सम्भव है! 


उत्तरस्वण्ड ] 


+ श्रीकृष्णावतारकी कथा--अजकी लीलाओंका प्रसङ्ग + 


रष 


३९३३५५७७७७ ३३३३७७७५७७ ७७७७७७७७७७ ७१७ क »»»४०४०७४४४»४५»४+9#**9 ०४५५४ ०/८५५:५*:+5/5%%:292222920000. ५५५५७७७१७५ १ ५५७७५५७७७१ ७७७७७७७५७७ ९९ ९% ९ ५१ ७७९७७१७७७७ ५#५५5%9295#5 ०.५९.९४ ४४४४९४४०९९४ 


मुनि क्षीरसागरके उत्तर तटपर जगदीश्वर श्रीविष्णुके पास 
गये और नाना प्रकारके स्तोत्रोद्वारा उनकी स्तुति करने 
लगे । इससे प्रसन्न होकर भगवान्ले समस्त देवताओं 
और मुनिनरोंसे कहा--'देवगण ! तुम सब लोग यहाँ 
किसलिये आये हो ?' तन पितामह ब्रह्माजीने देवाधिदेव 
जनार्दनसे कहा--'देवदेव ! जगन्नाथ ! पृथ्वी भारी 
भारसे पीडित है । इस समय संसारमें बहुत-से दुर्दधर्ष 
राक्षस उत्पन्न हो गये हैं। जरासन्ध, कंस, प्रलम्ब और 
धेनुक आदि दुरात्मा सब ल्लेगोको सता रहे हैं; अतः 
आप इस पृथ्वीका भार उतारनेकी कृपा करें।' 

जह्याजीके ऐसा कहनेपर सम्पूर्ण जगत्‌का पालन 
करनेवाले अविनाशी भगवान्‌ हषीकेशने कहा-- 
'देवताओ ! मैं मनुष्यलोके भीतर यदुकुलमें अवतार 
लेकर पृथ्वीका भार हटाऊँगा ।' यह सुनकर सन देवता 
भगवान्‌ जनार्दनको नमस्कार करके अपने-अपने लोकमें 
जा उन परमेश्वरका ही चिन्तन करने ळगे। तत्पश्चात्‌ 
परमेश्वर श्रीहरिने भगवती मायासे कहा--'देवि ! 
रसातलसे हिरण्याक्षके छः पुत्रोंको ले आओ और 
क्रमशः वसुदेव-पल्ली देबकीके गर्भमें स्थापित करो। 
सातवाँ गर्भ अनन्त (दोषनाग) का अंश होगा, उसे भी 
खींचकर तुम देबकीकी सौत रोहिणीके उदरमें स्थापित 
कर देना। तदनन्तर देबकीके आठवें गर्भमें मेरा अंश 
प्रकट होगा। तुम नन्दगोपकी पली यशोदाके गर्भसे 
उत्पन्न होना। इससे इन्द्र आदि देवता तुम्हारी 
पूजा करेंगे ।' 

“बहुत अच्छा' कहकर महाभागा मायाने क्रमशः 
हिरण्याक्षके पुत्रॉंको ला-लाकर देवकीके गर्भमें स्थापित 
किया । मझानली कंसने पैदा होते ही उन बालकोंको मार 
डाला। फिर भगवत्पेरणावश सातवाँ गर्भ अनन्तके 
अंशसे प्रकट हुआ। वह गर्भ जब बढ़कर कुछ पुष्ट 
हुआ तो मायादेवीने उसे रोहिणीके उदरमें स्थापित कर 


दिया। गर्भका संकर्षण करने (खींचने) से उस 
बालकका जन्म हुआ, इसलिये वह संकर्षण नामसे 
असिद्ध हुआ। भादेकि' कुष्णपक्षकी अष्टमी तिथिको 
रोहिणी नक्षत्रमें शुभ लग्नका उदय होनेपर रोहिणी देवीने 
भगवान्‌ संकर्षणको जन्म दिया। तत्पश्चात्‌ साक्षात्‌ 
भगवान्‌ श्रीहरिं देवकीके गर्भमें आये । आठवें गर्भसे 
युक्त देवकीको देखकर कंस बहुत भयभीत हुआ । उस 
समय समस्त देवताओंके मनमें उल्लास छा रहा था। वे 
विमानपर बैठे हुए आकाशसे ही देवकी देवीकी स्तुति 
किया करते थे। तदनन्तर दसवाँ महीना आनेपर 
आवणमासकीर कृष्णा अष्टमीको आधी रातके समय 
श्रीहरिका अवतार हुआ । वसुदेवके पुत्र होनेसे वे 
सनातन भगवान्‌ वासुदेव कहलाये। 

सम्पूर्ण जगतके स्वामी भगवान्‌ श्रीकृष्णको देखकर 
बसुदेवजी हाथ जोड़ नमस्कार करके उन जगन्मय 
ग्रभुकी स्तुति करने लगे--'जगन्नाथ ! आप भक्तोंकी 
इच्छा पूर्ण करनेके लिये साक्षात्‌ कल्पवृक्ष हैं। प्रभो ! 
आप स्वयं मेरे यहाँ प्रकट हुए, मैं कितना भाग्यवान्‌ हूँ । 
अहो ! आज धरणीधर भगवान्‌ इस धरतीके ऊपर मेरे 
पत्ररूपसे अवतीर्ण हुए हैं। पुरुषोत्तम ! आपके इस 
अद्भुत ईश्वरीय रूपको देखकर महागली एवं पापाचारी 
दानव सहन नहीं कर सकेंगे।' वसुदेवजीके इस प्रकार 
स्तुति और आर्थना करनेपर सनातन पुरुष भगवान्‌ 
पद्मनाभने अपने चतुर्भुज रूपको तिरोहित कर लिया 
और मानवरूप धारण करके वे दो भुजाओंसे ही शोभा 
पाने लगे । उस भवनमें पहरा देनेवाले जो दानव रहते थे, 
वे सब भगवान्‌की मायासे मोहित और तमोगुणसे 
आच्छादित हो सो गये। इसी समय भौका पाकर 
भगवानके आशानुसार वसुदेवजी भगवानको गोदमें ले 
तुरंत ही नगरसे बाहर निकल गये। उस समय सब 
देवता उनकी स्तुति कर रहे थे। मेघ पानी बरसाने लगे, 


१-२--यहाँ महीनोंका नाम शुकृपक्षसे मासका आरम्म मानकर दिया गया है । जहाँ कृष्णपक्षे महोनोंका आरम्भ होता है, वहां 
भादोंका कृष्णपक्ष कुआरका कृष्णपक्ष होगा और साबनका कृष्णपक्ष भादोंका कृष्णपक्ष होगा । अतः बळ्देवजीकी जन्माष्टमी आश्विन 
कृष्णपक्षमें मनानी चाहिये और भगवान्‌ श्रीकृष्णकी जन्माष्टमी भादोके कृष्णपक्षमें। 


० अर्चयस्व हृषीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


यह देख महाबळी नागराज शेष भक्तिवश अपने हजारों 
'फनोंसे भगवानके ऊपर छाया करके पीछे-पीछे चलने 
लगे । उनके चरणोंका स्पर्श होते ही नगरद्वारके किंवाड़ 
खुल गये । बहाँके रक्षक नींदमें बेसुध थे । तीव्र प्रवाहसे 
बहनेवाली भरी हुई यमुना भी महात्मा वसुदेवजीके 
प्रवेश करनेपर घट गयी । उसमें घुटनेतक ही जल रह 
गया । यमुनाके पार हो बसुदेबजीने उसके तटपर ही 
स्थित व्रजमें प्रदेश किया । 
उधर नन्दगोपकी पलीके गर्भसे गायोंके त्रजमें ही 
एक कन्या उत्पन्न हुई । किन्तु यशोदा मायासे मोहित एवं 
तमोगुणसे आच्छादित हो गाढ़ी नींदमें सो गयी थीं। 
चसुदेवजीने उनकी शय्यापर भगवानको सुला दिया और 
उनकी कन्याको लेकर बे मधुरामें चले आये। वहाँ 
पलीके हाथमें कन्याको देकर वे निश्चिन्त हो गये। 
भे झाय्यापर जाते ही वह कन्या बालभावसे रोने 
ˆ लगी। बालककी आवाज सुनकर पहरेदार जाग उठे । 
उन्होंने कंसको देजकीके प्रसव होनेका समाचार दे दिया । 
कंस तुरंत ही आ पहुँचा और बालिकाको लेकर उसने 
एक पत्थरपर पटक दिया। किन्तु वह कन्या उसके 
हाथसे छूटनेपर तुरंत ही आकाइमें जा खड़ी हुई । चह 
कॅसके सिरमें लात मारकर ऊपर गयी और आठ 
भुजाबाली देवीके रूपमें दर्शन दे उससे बोली--'ओ 
मूर्ख ! मुझे पत्थरपर पटकनेसे क्या हुआ ? जो तुम्हारा 
वध करनेवाले हैं, उनका जन्म तो हो गया । जो सम्पूर्ण 
जगतूकी सृष्टि, पालन तथा संहार करनेवाले है, वे 
भगवान्‌ इस संसारमें अवतार ले चुके हैं, वे ही तुम्हारे 
आण छेंगे।' 
इतना कहकर देवीने सहसा अपने तेजसे सम्पूर्ण 
आकाशको आलोकमय कर दिया और वह देवताओं 
तथा गन्धर्येकि मुखसे अपनी स्तुति सुनती हुई 
हिमालयपर्यतपर चली गयी। देनीकी खात सुनकर 
कसका हृदय उद्िम हो उठा । उसने भयसे पीड़ित हो 
अलम्ब आदि दानववीरोंको बुलाकर कहा--'वीरो | 
हमलोगोंके भयसे समस्त देवताओनि क्षीरसागरपर जाकर 
किष्णुसे राक्षसोके संदारके विषयमें बहुत कुछ कहा है। 


उनकी बात सुनकर दे अविनाशी धरणीघर यहाँ कहीं 
मनुष्यरूपमें उत्पन्न हुए हैं । अतः आज इच्छानुसार रूप 
घारण करनेवाले तुम सभी राक्षस जाओ और जिन 
बालकोंमें कुछ बलकी अधिकता जान पडे, उन्हें 
बेखटके मार डाल्र।' ऐसी आज्ञा देकर कंसने वसुदेव 
और देवकीको आश्वासन दे उन्हें नन्धनसे मुक्त कर दिया 
और स्वये अपने महलमें चला गया। तत्पश्चात्‌ 
वसुदेवजी नन्दके उत्तम ब्रजमें गये | नन्दरायजीने उनका 
भलीभाँति स्वागत-सत्कार किया। वहाँ अपने पुत्रको 
देखकर वसुदेवजीको बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने 
नन्दरानी यशोदासे कहा-- देवि ! रोहिणीके पेटसे पैदा 
हुए मेरे इस पुत्र (बलराम) को भी तुम अपना ही पुत्र 
मानकर इसकी रक्षा करना ! यह कॅसके डरसे यहाँ लाया 
गया है।' दृढ़तापूर्वक उत्तम ब्रतका पालन करनेवाली 
नन्दपलीने 'बहुत अच्छा' कहकर वसुदेजजीकी आज्ञा 
शिरोधार्य की और दोनों पुत्रोंको पाकर वे बड़ी प्रसन्नताके 
साथ उनका पालन करने ळगीं। इस प्रकार नन्दगोपके 
घर अपने दोनों पुत्रॉंको रखकर वसुदेवजी निश्चिन्त हो 
गये और तुरंत ही मथुरापुरीको चले गये। तदनन्तर 
चसुदेबजीकी प्रेरणासे किसी शुभ दिनको गर्गजी 
जन्दगोपके ब्रजमें गये । वहाँके निवासियोने उनकी बड़ी 
आवभगत की। फिर उन्होंने गोकुलमें खसुदेवके दोनों 
पुत्रॉके विधिपूर्वक जातकर्म और नामकरण-संस्कार 
कराये। बड़े बालकके नाम उन्होंने सङ्कर्षण, रौहिणेय, 
बलभद्र, महानळ और राम आदि रखे तथा छोटेके 
श्रीधर, श्रीकर, श्रीकृष्णा, अनन्त, जगत्पति, वासुदेव और 
हृषीकेश आदि नाम रखे। 'लोगोंमें ये दोनों बालक 
क्रमशः राम और कुष्णके नामसे विख्यात होंगे 
ऐसा कहकर द्विजश्रेष्ठ गर्गने पितरों और देवताओंका 
पूजन किया और स्वयं भी म्वालोंसे पूजित होकर मथुरामें 
छौर आये । 

एक दिनकी बात है, बालकोंकी हत्या करनेवाली 
पूतना कंसके भेजनेसे रातमें नन्दके घर आयी । उसने 
अपने स्तनोंमें विष लगा रखा था। अमित तेजस्वी 
श्रीकृष्णके मुखमें वही स्तन देकर वह उन्हें दूध पिलाने 


उत्तरखण्ड ] 


* श्रीकृष्णावतासकी कथा--ब्रतकी स्टीस्याओका प्रसङ्ग « 


'छगी । भगवान्‌ श्रीकृष्णने उस राक्षसीको पहचान न्त्र्या 
और उसके स्तनोंको खूब दबाकर उसे प्राणॉसहिन पीना 
आरम्भ किया | अब तो वह मतवाली राक्षसी छटपटाने 
लगी । उसके स्त्रायुबन्धन टूट गये । वह काँपती हुई गिरी 
और जोर-जोरसे चिग्घाड़ती हुई मर गयी । उसके 
'चीत्कारसे सारा आकाश-मण्डल गूँज उठा। उसे 
पृथ्वीपर पड़ी देख समस्त गोप थर्र उठे । श्रीकृष्णको 
राक्षसीके विशाल वक्षःस्थलपर खेलते देख गोपगण 
उद्विम्र हो उठे और तुरंत ही दौड़कर उन्होंने चालकको 
गोदमें उठा लिया। उस समय नन्दगोपने पास आकर 
पुत्रको अङ्कमें ले लिया और राक्षसके भयसे रक्षा 
करनेके लिये गायके गोबरसे और बालसे बालकके 
मस्तकको झाड । फिर भगबानके नाम लेकर श्रीकृष्णके 
सब अशञोंका मार्जन किया। इसके बाद उस भयानक 
राक्षसीको गौओंके व्रजसे बाहर करके डरे हुए ग्वालोंकी 
सहायतासे उसका दाह किया। 

एक दिन भगवान्‌ श्रीहरि किसी छकडेके नीचे सोये 
हुए थे और दोनों पैर फेंक-फेंककर रो रहे थे। उनके 
पैरका धक्का लगनेसे छकड़ा ही उलट गया । उसपर जो 
बर्तन-भाँडै रखे हुए थे, वे सब टूट-फूट गये । गोप और 
गोपियाँ इतने बड़े छकड़ेको सहसा उलटकर गिरा देख 
बड़े विस्मयमें पड़ी और “यह क्या हो गया ?' ऐसा 
कहती हुई शङ्कित हो उठीं। उस समय विस्मित हुई 
यशोदाने शीघ्र ही अपने बालकको गोदमें उठा लिया। 
चे दोनों यदुवंशी बालक माताके स्तनपानसे पुष्ट होकर 
थोड़े ही समयमें बड़े हो गये और घुटनों तथा हाथोंके 
अलसे चलने लगे । उन दिनों एक मायावी राक्षस मुर्गेका 
रूप धारण किये वहाँ पृथ्वीपर विचरता रहता था। वह 
श्रीकृष्णको मारनेकी ताकमें लगा था। भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने उसे पहचान लिया और एक ही तमाचेमें 
उसका काम तमाम कर दिया । मार पड़नेपर वह पृथ्बीपएर 
गिरा और मर गया! मरते समय उसने अपने 
राक्षसस्वरूपको ही धारण किया था। 

तदनन्तर भगवान्‌ श्रीकृष्ण समूचे ब्रजमें विचरने 
लगे । वे गोपियोंके यहाँसे माखन चुरा लिया करते थे । 


कमरे रस्सी न्वयेटकर उरते ऊव्बस्कर्स र बाँध दिया और. 
स्वयं गोरस वेचे चल्ती गर्थी । समस्त पृथ्वीको धारण 
करलेत्रात्ट श्रीकृष्य ऊखलमें बैंथ-ही-वैंथे उसे खींचते 
हुए दो अर्जुन वृक्षेक्रे बीचसे निकले! गोविन्दने 
ऊमखलके श्रक्केस ही उन दोनों वृक्षीको गिय दिया । उनके 
तने टूट गये और वे बड़े जोरसे तड़तड़ शब्द करते हुए 
यृथ्वीपर गिर पडे । उनके गिरनेकी भारी आवाजसे 
बड़े-बूढ़े गोप वहाँ आ पहुँचे । यह घटना देखकर उन्हें 
बड़ा आश्चर्य हुआ। यशोदाजी भी वहुत डर गयीं और 
श्रीकृष्णके वन्धन खोल्त्र्कर आश्चर्यमग्न हो उन महात्माको 
अपने स्तनोंका दूध पिलाने लगीं । माताने जगदीश्वर 
श्रोकृष्णके उदरको दाम अर्थात्‌ रस्सीसे बाँध दिया था; 
अतः सभी महापुरुषेनि उनका नाम दामोदर रख दिया! 
वे दोनों यमलार्जुन वृक्ष भगवानके पार्षद हो गये । 

तव नन्द आदि वृद्ध गोप वहाँ बड़े-बड़े उत्पात होते 
जानकर दूसरे स्थानको चले गये । विशाल वुन्दावनमें 
यमुनाके मनोहर तटपर उन्होने स्थान बनाया । वह प्रदेश 
गौओं और गोपियॉंके लिये बड़ा ही रमणीय था। 
महाबली राम और श्रीकृष्ण वहीं रहकर बढ़ने रूगे। 
अब वे नछड़ोंके चरवाहोंको साथ लेकर सदा बछडे 
चराने रूगे। बछड़ोंके बीचमें श्रीकृष्णको देखकर बक 
नामक महान्‌ असुर वहाँ आया और बगलेका रूप 
धारण कर उन्हें मारनेका उद्योग करने लगा । उसे देखकर 
भगवान्‌ वासुदेनने भी खिलवाइमें ही एक ढेला उठा 
लिया और उसके पंखोंमें दे मारा। ढेला लगते ही वह 
महान्‌ असुर प्राणहीन होकर पृथ्वीपर गिर पड़ा | तदनन्तर 
कुछ दिनोंके बाद एक दिन बछडे चरानेवाले राम और 
श्रीकृष्ण जनमें किसी यज्ञवृक्षकी छायामें पल्लव 
बिछाकर सो गये । इसी नीचमें नह्याजी देवताओंके साथ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णका दर्शन करनेके लिये आये। किन्तु 
उन्हें सोते देख नछड़ों और ग्वाल-बालोंको चुराकर 
स्वर्गलोकमें चले गये । जागनेपर जब उन्होंने बछड़ों और 
ग्वाळ-बालोंकी नहीं देखा तो 'वे कहाँ चले गये ?' 
इसका विचार किया; फिर यह जानकर कि यह सारी 


९६८ 


* अर्खयस्द इचीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


करतूत ज्रह्माजीकी ही है, उन सनातन प्रभुने बैसे ही 
बालक और बछडे बना लिये | वही रंग और वही रूप, 
कुछ भी अन्तर नहीं था । शामको जब वे लौटकर ब्रजमें 
गये तो गौओं और माताओनि अपने-अपने बछड़ों और 
बालकोंको पाकर उनके साथ पूर्ववत्‌ बर्ताव किया । इस 
अकार एक वर्षका समय व्यतीत हो गया । तब प्रजापतिने 
उन बछड़ों और बालकोंको पुनः ले जाकर भगवानको 
समर्पित किया और हाथ जोड़ विनीतभावसे प्रणाम 
करके भयभीत होकर कहा- “नाथ ! मैंने इन बछड़ोंका 
अपहरण करके आपका महान्‌ अपराध किया है। 
शरणागतवत्सल ! मैं आपकी 'शरणमें आया हूँ। मेरे इस 
क्षमा कीजिये। यों कहकर पुनः श्रोहरिके 
चरणोमे आरंनार प्रणाम किया और बछड़ोंको उन्हें 
सौंपकर पुनः अपने लोकमें चले गये। महातपस्वी 
ब्रह्माजी भगवान्‌के उस बालरूपको हृदयमें धारण करके 
देवताओंको साथ ले बड़ी प्रसन्नताके साथ पधारे। 
इसके बाद श्रीकृष्ण बछड़ोंके साथ नन्दके 
शोकुलमें चले गये। इसके कुछ दिनोंके पश्चात्‌ यदुश्रेष्ठ 
श्रीकृष्ण ग्वाल्लोंकी साथ लेकर यमुनाके कुष्डमें गये। 
यहाँ बड़ा विषैल्ध और बलवान्‌ नागराज कालिय रहता 
था! उसके हजार फन थे; किन्तु भगवानूने अपने एक 
ही पैरसे उसके हजारों फनॉको कुचल डाला और जब 
वह आाणसङ्करमें पड़ गया तो होशमें आनेपर उसने 
भगवान्‌की शरण ली । उसका सारा विष तो निकल ही 
गया था, शरण में आनेपर भगवानने उसकी रक्षा की । 
वह गरुड्के भयसे इस कुण्डमें आकर रहता था; 
इसलिये भगवान्‌ने उसके मस्तकपर अपने चरणचिह 
स्थापित करके उसको कालिल्दीके कुण्डसे निकाल 
दिया। उसने अपने स्त्री-पुत्रोंके साथ तुरंत ही उस 
कुण्डको छोड़ दिया और भगवान्‌ गोविन्दको नमस्कार 
करके अन्यत्रकी राह री। उसके किनारेके जो वृक्ष 
कालियके विषसे दग्ध हो गये थे, वे श्रीकृष्णकी 
कृपादृष्टि पड़ते ही 'फलने-फूलने लगे। 
तत्पश्चात्‌ समयानुसार भगवानूले कुमायवस्थामें 
पदार्पण किया! अब वे सर्वदेवमय मभु गौओंकी 


चरवाही करने लगे। वे अपने समान अवस्थावाले 
ग्वाल्लेंको साथ ले मनोहर वृन्दावनमें बलरामजीके साथ 
विचरा करते थे। वहाँ एक अत्यन्त भयानक असुर था, 
जो अजगर साँपके रूपमें रहा करता था। वह 
बिझ्यालकाय दैत्य मेरुपर्वतके समान भारी था; परन्तु 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने उसको भी मौतके घाट उतार दिया । 
इसके बाद वे घेनुकासुरके वनमें गये, जो ताड़के वृक्षोसे 
बहुत सघन प्रतीत होता था । उसके 'भीतर धेनुक नामक 
एक पर्वताकार दानव रहता था । जिसको परास्त करना 
बहुत ही कठिन था। बह सदा गदहेके रूपमें रहा करता 
था। भगवानूने उसके दोनों पैर पकड़कर ऊपर फेंक 
दिया और एक ताड़के वृक्षसे उसको मार डाला | फिर 
तो वनमें वे ग्वाले खेलते फिरे। उस वनसे निकलनेपर 
वे तुरंत ही भाण्डीर वटके पास आ गये और बलराम 
तथा श्रीकृष्णके साथ बालोचित खेल खेलने लगे । उस 
समय प्रलम्ब नामक राक्षस गोपका रूप धारण करके 
वहाँ आया और बलरामजीको अपनी पीठपर चढ़ा 
आकाशकी ओर उड़ चला । तब बलरामजीने उसे राक्षस 
समझकर बड़े रोषके साथ मुक्केसे मस्तकपर मारा; उस 
प्रहारसे राक्षसका शरीर तिलमिला उठा और वह अपने 
वास्तविक रूपमें आकर बड़े भयंकर स्वरमें चीत्कार 
करने लगा। उसका मस्तक और शरीर फट गया और 
वह खूनसे लथपथ हो पृथ्वीप्रर गिरकर मर गया । इसके 
बाद एक दिन सन्ध्याकालमें अरिष्ट नामक दैत्य बैलका 
आकार धारण किये ब्रजमें आया और श्रीकृष्णको 
मारनेके लिये बड़े जोर-जोरसे गर्जना करने लगा । उसे 
देख समस्त गोप भयसे पीडित हो इधर-उधर भाग गये । 
श्रीकृष्णने उस भयंकर दैत्यको आया देख एक ताङ्का 
वृक्ष उखाड़ लिया और उसके दोनों सींगोके बीच दे 
मारा । उसके सींग टूट गये और मस्तक फट गया । वह 
रक्त वमन करता हुआ बडे वेगसे गिरा और जोर-जोरसे 
चीत्कार करके मर गया । इस तरह उस महाकाय दैत्यको 
मारकर भगवानते ग्वालबालोंको बुलाया और फिर सब 
लोग बहीं निवास करने लगे। 

तदनन्तर कुछ दिनोंके बाद केशी नामक महान्‌ 


उत्तरखण्ड ] 


असुर घोड़ेका रूप धारण किये व्रजर्मे आया। चट भी 
श्रीकृष्णको मारनेके ही उद्देश्यसे चला था। गीभ्रक्रि 
रमणीय ब्रजमें पहुँचकर वह जोर-जोरसे हिनडिनाने 
'लगा। उसकी आवाज तीनों लोकॉर्मे गूँज उठी । देवता 
भयभीत हो गये। उन्हें प्रलयकालका-सा सन्देड होने 
लगा। ब्रजके रहनेवाले समस्त गोप अचेत हो गये! 
गोपियाँ भी व्याकुल हो उठीं। फिर होशर्मे आनेपर सच 
लोग चारों ओर भाग चले । गोपियाँ भगवान्‌ श्रीकृष्णकी 
इारणमें गयीं और “बचाओ, बचाओ' की रट लगाने 
लगीं। भक्तवत्सल भगवानने आश्वासन देते हूए 


कहा--'डरो मत, डरो मत ।' फिर उन्होंने तुरंत ही उस उस 


दैत्यके मस्तकपर एक मुक्का जड़ दिया। मार पड़ते ही 
दैत्यके सारे दाँत गिर गये और आँखें बाहर निकल 
आयीं। वह बड़े जोर-जोरसे चिल्लाने लगा। केशी 
सहसा पृथ्वीपर गिरा और उसके प्राणपखेरू उड़ गये । 
केशीको मारा गया देख आकाझमें खडे हुए देवता 
साधु-साधु कहने और फूलोंकी वर्षा करने लगे] इस 
प्रकार शौशवकालमें श्रीहरिने बड़े-बड़े बलाभिमानी 
दैत्योंका वध किया। दे बलरामजीके साथ ब्रजमें सदा 
प्रसन्न रहा करते थे। उन दिनों वृन्दावनकी रमणीयता 
बहुत बढ़ गयी थी। फलों और फूलॉके कारण उसकी 
बड़ी शोभा होती थी। भगवान्‌ श्रीकृष्ण वहाँ मुरलीकी 
मधुर तान छेड़ते हुए निवास करते थे। एक समय 
शरत्‌्काल आनेपर नन्द आदि गोपेनि इन्द्रकी पूजाका 
महान्‌ उत्सव आरम्भ किया; किन्तु भगवान्‌ गोविन्दने 


* भगवान्‌ श्रीकृषणकी मथुग-यात्रा, कस और क्यप गाय्याित्डिका « 


९६९ 


रय गत कंद कर गिरिगज गोवर्धनके 
पुलका छम्य कराया ! उसे उन्को बड़ा क्रोघ हुआ। 
नन्द रोस्क वरये न्यगालार सात गर्नोतक बड़ी 


हेनेषर भगवान्‌ श्रीकृष्णन उस महापर्वतको 
पहन्लकी भाति यथास्थान रख दिया! नन्द आदि 
बड़े-बड़े मप सोजिन्दको सराहना करते हुए, बहुत 
विस्मित हुए। इननेमें ही इन्द्रमे आकर भगवान्‌ 
मधुसूदनको प्रणाम क्रिया और हाथ जोड़ हर्षगद्गद 
वाणीम उनकीः स्तुति की। स्तुतिके पश्चात्‌ सन 
देवताओँकि स्वामी इन्द्रने अमृतमय जलसे भगवान्‌ 
गोविन्दका अभिषेक किया और दिव्य वर तथा दिव्य 
आभूषणोंसे उनकी पूजा की । इसके बाद वे स्वर्गलोकमें 
गये । उस समय बड़े-बूढ़े गोपो और गोपियोंने भी 
इन्द्रका दर्शन किया तथा इन्द्रसे सम्मानित होनेपर उन्‍हें 
बड़ी प्रसन्नता हुई । इस प्रकार महापराक्रमी बलराम और 
श्रीकृष्ण नन्दके रमणीय त्रजमें रहकर गौओं और 
बछड़ोंका पालन करने लगे। 


ज 
भगवान्‌ ्रीकृष्णकी मशुरा-यात्रा, कंसवध और उद्रसेनव्का राज्याभिषेक 


'महादेखजी कहते है--पार्वती ! तदनन्तर एक 
दिन मुनिश्रेष्ठ नारदजी मथुरामें कंसके पास गये। राजा 
कंसने उनका यथावत्‌ सत्कार किया और उन्हें सुन्दर 
आसनपर बिठाया । नारदजीने कंससे भगवान्‌ विष्णुकी 
सारी चेष्टाएँ कहीँ । देवताओंका उद्योग करना, भगवान्‌ 
केशनका अवतार लेना, वसुदेनका अपने पुत्रको न्रजमें 
रख आना, राक्षसॉका मारा जाना, नागराज कालियका 


यमुनाके कुण्डसे बाहर निकाला जाना, गोवर्धन धारण 
करना और इन्द्रका भगवान्ले मिलना आदि सभी 
मुख्य-मुख्य घटनाओंको उन्होंने केससे निवेदन किया। 
यह सब सुनकर राक्षस कंसने नारदजीका बड़ा आदर 
किया। उसके बाद ये ब्रह्मलोकमें चल गये। इधर 
कंसके मनमें बड़ा उद्देश हुआ। बह मन्त्रियॉके साथ 
बैठकर मृत्युसे बचनेके विषयमे परामर्श करने लगा । 


= अर्चयस्व हषीकेश यदीच्छसि परं पदम्‌ « 


[ संक्षिप्त परापुराण 


उसके मन्त्रियॉमें अक्रूर सबसे अधिक बुद्धिमान्‌ और 
धर्मानुरागी थे। महाबली दानवराज कंसने अक्रूरको 
आज्ञा दी। 
कंस बोला--यदुश्रेष्ठ ! इन्द्र आदि सम्पूर्ण देवता 
मेरे भयसे पीड़ित हो श्रीविष्णुकी शरणमें गये थे। 
भूतभावन भगवान्‌ मधुसूदन उन देवताओंको अभयदान 
दे मुझे मारनेके लिये देवकीके गर्भसे उत्पन्न हुए हैं। 
ज्ञसुदेव भी ऐसा दुष्टात्मा है कि मुझे धोखा देकर रातमें 
बह अपने पुत्रको दुरात्मा नन्दके घरमें रख आया! वह 
बालक बचपनसे ही ऐसा दुर्धर्ष है कि बड़े-बड़े असुर 
उसके हाथसे मारे गये । यदि ऐसी ही उसकी प्रगति रही 
तो एक दिन बह मुझे भी मारनेके लिये तैयार हो 
जायगा! इसमें सन्देह नहीं कि ब्रजमें उसे इन्द्र आदि 
देवता तथा समस्त आसुर भी नहीं मार सकते; अतः मुझे 
उसको यहाँ नुल्वाकर किसी विशेष उपायसे ही मारना 
चाहिये । मतवाले हाथी, बड़े-बड़े पहलवान तथा श्रेष्ठ 
घोड़े आदिसे उसका वध कराना चाहिये। जिस-किसी 
उपायसे सम्भव हो, उसे यहीँ बुलाकर मारा जा सकता 
है, अन्यत्र नहीं। इसलिये तुम गौओके व्रजमें 
जाकर बलराम, श्रीकृष्ण तथा नन्द आदि सम्पूर्ण 
ग्यालोंको धनुष-यज्ञका मेला देखनेके नहाने यहाँ 
बुला ले आओ।' 
“बहुत अच्छा' कहकर परम पराक्रमी यदुश्रेष्ठ 
अक्रूर रथपर आरूढ़ हुए और भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
दर्शनके लिये उत्सुक होकर गौओंके रमणीय ब्रजमें 
गये। अक्रूरजी महान्‌ भगवद्धकतोंमें श्रेष्ठ थे । उन्होंने 
अत्यन्त विनीत भावसे गौओके बीचमें खडे हुए भगवान्‌ 
श्रीकुष्णका दर्शन किया) गोप-कन्याऑंसे घिरे हुए. 
श्रीहरिंको देखकर अक्रूरजीका सारा शरीर रोमाञ्चित हो 
उठा । उनके नेत्रोमें आनन्दके आँसू भर आये। उन्होंने 
रथसे उतरकर श्रीकृष्णको प्रणाम किया । ये बड़े हर्षके 
साथ भगवान्‌ गोपालके समीप गये ओर वज्र तथा चक्र 
आदि चिहसे सुशोभित लाळ कमलसदुश उनके मनोहर 
चरणोंमें मस्तक रखकर उन्होंने बारंबार नमस्कार किया । 
तत्पश्चात्‌ उनकी दृष्टि कैलासरिखरके समान 


गौरवर्णवाले नीलाम्बरधारी बलरामजीपर पड़ी, जो 
मोतियॉकी मालासे विभूषित होकर शरत्कालके पूर्ण 
चन्द्रमाकी भाँति शोभा पा रहे थे। अक्रूरजीने उनको भी 
प्रणाम किया । दोनों वीर बलराम और श्रीकृष्णने भी बड़े 
हर्षके साथ उठकर यदुश्रेष्ठ अक्रूरका पूजन किया और 
उनको साथ लेकर वे दोनों भाई घरपर आये। यदुश्रेष्ठ 
अङ्कूरको आया देख महातेजस्वी नन्दगोपने निकट जाकर 
उन्हें श्रेष्ठ आसनपर बिठाया और बड़ी प्रसन्रताके साथ 
विधिपूर्वक आर्घ्य, पाद्य, बर तथा दिव्य आभूषण आदिं 
निवेदन करके भक्तिभावसे उनका पूजन किया । अक्रूरजीने 
भी बलराम, श्रीकृष्ण, नन्दजी तथा यशोदाको वरू और 
आभूषण भेंट किये । फिर कुशल पूछकर शान्तभावसे वे 
कुशके आसनपर विराजमान हुए । तत्पश्चात्‌ राजकार्यके 
विषयमें प्रश्न होनेपर बुद्धिमान्‌ अक्रूरने इस प्रकार कहना 
आरम्भ किंया। 

अक्रूर बोले--नन्दरायजी ! ये महातेजस्वी 
श्रीकृष्ण साक्षात्‌ अविनाशी भगवान्‌ नारायण हैं। 
देवताओंका हित, साधु पुरुषॉकी रक्षा, पृथ्वीके भारका 
नाश, धर्मकी स्थापना तथा कंस आदि सम्पूर्ण दैत्योंका 
नाश करनेके लिये इनका अवतार हुआ है । उक्त कार्योके 
लिये समस्त देवताओं तथा महात्मा मुनियोॉने इनसे 
प्रार्थना की थी। उसीके अनुसार ये वर्षाकालमें आधी 
रातके समय देवकीके गर्भसे प्रकट हुए। उस समय 
चसुदेवजीने कंसके भयसे रातमें ही अपने पुत्र भगवान्‌ 
श्रोहरिको तुम्हारे घरमें पहुँचा दिया। उसी समय 
यशस्विनी यशोदाको भी मायाके अंशसे एक सुन्दरी 
कन्या उत्पन्न हुई थी । उसीने सम्पूर्ण श्रजको नोंदमें नेसुध 
कर दिया था। यशोदाजी भी मूर्छितावस्थामें पड़ी थीं। 
वसुदेवजीने श्रीकृष्णको तो यशोदाकी झय्यापर सुला 
दिया और स्वयं उस कन्याको लेकर वे मधुराकी ओर 
चल दिये। कन्याको देवकीकी झय्यापर रखकर ये 
प्रसवघरसे बाहर निकल गये । देवकीकी शय्यापर सोयी 
हुई कन्या शीघ्र ही रोने लगी। उसका जन्म सुनकर 
दानव कंस सहसा आ पहुँचा और उसने कन्याको लेकर 
घुमाते हुए पत्थरपर पटक दिया। परन्तु बह कन्या 


उत्तरखण्ड ] 


* भगवान्‌ श्रीकृष्णकी मथुरा-यात्रा, कंसवध और उग्रसेनका राज्याभिषेक + 


९७१ 


3५०५५५०००४००५४७७७०४ ५9४98 9» ०४०9४ ०» »» ४४9 »# 93 & &$ 9» »&*&* »०»४*४४#5+»* 98» ४» *०४*&*&*##8# 5 # दीत तानसा he. 


आकाशमें उड़ गयी और आठ भुजाओसे युक्त हो 
गम्भीर वाणीमें कंससे रोषपूर्वक बोली--'ओ नीच 
दानव ! जिनका कहीं अन्त नहीं है, जो सम्पूर्ण 
देवताओंके ईश्वर और पुरुषोत्तम हैं, वे तुम्हारा वध 
करनेके लिये व्रजर्मे जन्म ले चुके हैं।' यों कहकर 
महामाया हिमालय पर्वतपर चली गयी। तभीसे वह 
दुष्टात्मा भयसे उद्दिम्न हो गया और महात्मा श्रीकृष्णको 
मारनेके लिये एक-एक करके दानवॉको भेजने लगा । 
बालक होनेपर भी बुद्धिमान्‌ श्रीकृष्णने खेल-खेलमें ही 
सब दानवोंको मौतके घाट उतार दिया है। इन परमेश्वरने 
अनेक अद्भुत कर्म किये हैं। गोवर्धन-धारण, नागराज 
कालियका निर्वासन, इन्द्रसे समागम और सम्पूर्ण 
राक्षसोंका संहार आदि सारे कर्म श्रीकृष्णके ही किये हुए 
हैं; यह बात नारदजीके मुंहसे सुनकर कंस अत्यन्त 
भयसे व्याकुल हो उठा है। महाबाहु बलराम और 
श्रीकृष्ण बड़े दुर्धर्ष वीर हैं; इसलिये इन दोनोंको वहीं 
बुलाकर वह बड़े-बड़े मतवाले हाथियोंसे कुचलवा 
डालना चाहता है अथवा पहलबानोंको भिड़ाकर इन्हें 
भार डालनेको उद्यत है। श्रीकृष्णको बुला लानेके लिये 
ही उसने मुझे यहाँ भेजा है। यही सब उस दुष्ट दानवकी 
चेष्टा है, जिसे मैंने बता दिया। अब आप समस्त 
त्रजवासी दही-घी आदि लेकर कल सबेरे धनुषयज्ञका 
उत्सव देखनेके लिये मथुरामें चलें। बलराम-श्रीकृष्ण 
और समस्त गोपॉको राजाके पास चलना है । वहाँ निश्चय 
ही कंस श्रीकृष्णके हाथसे मारा जायगा; अतः आपलोग 
राजाकी आज्ञासे निर्भय होकर वहाँ चलिये। 

इतना कहकर नुद्धिमान्‌ अक्रूर चुप हो गये। उनकी 
बातें बड़ी ही भयङ्कर और रोंगटे खडे कर देनेवाली थीं। 
उन्हें सुनकर नन्द आदि समस्त बड़े-बूढ़े गोप भयसे 
व्याकुल हो दुःखके महान्‌ समुद्रमें डूब गये। उस समय 
'कमलनयन भगवान्‌ श्रीकृष्णले उन सबको आश्वासन 
देकर कहा--'आपलोग भय न करें। मैं दुरात्मा केसका 
विनाश करनेके लिये भैया बलरामजी तथा आपल्तरेगॉके 
साथ मथुरा चलूँगा । वहाँ दानवराज दुरात्मा कसको और 
उसके साथ रहनेवाले समस्त राक्षसोंको मारकर इस 
संल्पन्पु. ३३ 


पृथ्वीकी रक्षा करूँगा। अतः आपलोग शोक छोड़कर 
मथुरापुरीको चलिये ।' श्रीहरिके ऐसा कहनेपर नन्द आदि 
गोपोने बारंबार छातीसे लगाकर उनका मस्तक सुँघा। 
उन महात्माके अलौकिक कर्मॉपर विचार करके तथा 
अक्रूरजीकी बातोंको सुनकर उन सबको चिन्ता दूर हो 
गयी। तत्पश्चात्‌ यशोदाने अक्रूरको दही, दूध, घी 
आदिसे युक्त भाँति-भाँतिके पवित्र, स्वादिष्ट, मधुर और 
रुचिकर पक्कात्र परोसकर भोजन कराया। उनके साथ 
बलराम, श्रीकृष्ण, नन्द आदि श्रेष्ठ गोप, अनेकों सुहृद, 
जालक और वृद्ध भी थे। यशोदाजीके दिये हुए 
रुचिवर्धक उत्तम अन्नको यादवश्रेष्ठ अक्रूरजीने बड़े 
प्रेमसे खाया। भोजन करानेके पश्चात्‌ नन्दरानीने जल 
देकर आचमन कराया और अन्तमें कपूरसहित पानका 
जीड़ा दिया। फिर सूर्यास्त होनेपर अक्रूरजीने 
सन्ध्योपासना की । उसके नाद बलराम और श्रीकृष्णके 
साथ खीर खाकर वे उन्हीकि साथ शयन करनेके लिये 
गये । दीपकके प्रकाशसे सुशोभित श्रेष्ठ एवं रमणीय 
भवनमें विचित्र पलंग निछा था। स्वच्छ सुन्दर 
बिछाबनपर भाँति-भाँतिके फूल उसकी शोभा नढा रहे 
थे। उस पलंगपर भगवान्‌ श्रीकृष्ण सोते थे, मानो 
शेषनागकी झाय्यापर श्रीनारायण शयन करते हों । 
भगवानको शयन करते देख सहसा अक्कूरके नेत्रॉमें 
आनन्दके आँसू छलक पड़े | उनका सारा शरीर पुलकित 
हो उठा। उन्होंने तमोगुणी निद्राको त्याग दिया। खे 
भगवद्धक्तोमे श्रेष्ठ तो थे हो, अपने परम कल्याणका 
विचार करके भगवानके चरण दबाने लगे। उस समय 
खे मन-ही-मन सोच रहे थे--'इसीमें मेरे जीवनकी 
सफलता है । यही जीबन वास्तवमें उत्तम जीवन है । यही 
घर्म तथा यही सर्वश्रेष्ठ मोक्षसुख है। शिव और ब्रह्मा 
आदि देवता, सनकादि मुनीश्वर तथा वसिष्ठ आदि महर्षि 
जिनका दर्शन करना तो दूर रहा, मनसे स्मरण भी नहीं 
कर पाते, चे ही भगवान्‌ लक्ष्मीपतिके दोनों चरण इस 
समय मुझे प्राप्त हुए हैं। अहो ! मेरा कितना सौभाग्य 
है? ये दोनों चरण झरल्कालके खिले हुए कमलकी 
भाँति सुन्दर हैं। भगवती लक्ष्मी अपने कोमल एवं 


९७२ 


» अर्चयस्व इषोकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


चिकने हाथोंसे इनकी सेवा करती हैं। ये चरण परम 
उत्तम सुखस्वरूप हैं।' इस प्रकार भगवानकी सेवामें लगे 
हुए अक्रूरजीकी वह रात्रि एक क्षणके समान बीत गयी ! 
उस समय वे ब्रह्मानन्दका अनुभव कर रहे थे । तदनन्तर 
निर्मल प्रभात होनेपर देवगण आकारमें खड़े हो 
भगवानको स्तुति करने लगे । तब भगवान्‌ शयनसे उठे । 
डठकर विधिपूर्वक आचमन किया । फिर परम बुद्धिमान्‌ 
बरुरामजीके साथ जाकर माताके चरणोंमें नमस्कार 
किया और मधुरा जानेकी इच्छा प्रकट की । यशोदाजी 
दुःख और हर्षमें डूबी हुई थीं। उन्होंने दोनों पुत्रोंको 
उठाकर बड़े प्रेमके साथ छातीसे लगा लिया । उस समय 
उनके आँसुओंकी धारा बह रही थी। उन्होंने दोनों 
महावीर पुत्रोंको आशीर्वाद दिया और बार-बार हदयसे 


लगाकर विदा किया। अक्रूरने भी हाथ जोड़कर" 


'यशोदाजीके चरणोंमें प्रणाम किया और कहा-- 
“महाभागे ! अब मैं जाऊँगा । मुझपर कृपा करो। ये 
महाबाहु श्रीकृष्ण महाबली कंसको मारकर सम्पूर्ण 
जगत्के राजा होंगे। इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है । 
अतः देखि ! तुम शोक छोड़कर सुखी होओ ।' 
ऐसा कहकर अक्रूरजी नन्दरानीसे विदा ले बलराम 
और श्रीकृष्णके साथ उत्तम रथपर आरूढ़ हुए और तीव्र 
गतिसे मधुराकी ओर चले। उनके पीछे नन्द आदि 
बड़े-बूढ़े गोप भांति-भांतिके फल तथा बहुत-से दही-घी 
आदि लेकर गये । श्रीहरिको रथपर बैठकर ब्रजसे जाते 
देख समस्त गोपाङ्गनाएँ भी उनके पीछे-पीछे चलीं। 
उनका हृदय झोकसे सन्तप्त हो रहा था। वे 'हा कृष्ण ! 
हा कृष्ण! हा गोबिन्द !' कहकर बारंबार रोती और 
विलाप करती थीं । श्रीहरिने उन सबको समझा-बुझाकर 
लौटाया । उनके नेत्रॉमे आँसू भरे हुए थे । वे दीन भावसे 
रोती हुए खड़ी रहीं। इसके नाद अक्रूरजीने अपने दिव्य 
रथको ब्रजसे मथुराकी ओर बढ़ाया । शीघ्र ही यमुनाके 
पार होकर उन्होंने रथको किनारे खड़ा कर दिया और 
स्वयं उससे उतरकर वे खान तथा अन्य आवश्यक कृत्य 
करनेकी तैयारी करने लगे। भक्तप्रवर अक्रूरने यमुनाके 
उत्त जलमें जाकर डुबकी लगायी और अघमर्षण 


मन्त्रका जप आरम्भ किया । उस समय उन्हें श्रीबलराम 
तथा श्रीकृष्ण दोनों ही जलके भीतर दिखायी दिये । उन्हे 
देखकर अक्रूरजीको बड़ा विस्मय हुआ। तन उन्होंने 
उठकर रथकी ओर देखा; किन्तु वहाँ भी वे दोनों 
महाबली वीर बैठे दृष्टिगोचर हुए। तब पुनः जल्में 
डुबकी लगाकर वे युगल-मन्त्रका जप करने लगे । उस 
समय उन्हें क्षीरसागरमें रोषनागकी शय्यापर बैठे हुए 
लक्ष्मीसहित श्रीहरिका दर्शन हुआ। सनकादि मुनि 
उनकी स्तुति कर रहे थे और सम्पूर्ण देवता सेवामें खड़े 
थे। इस प्रकार सर्वव्यापी ईश्वरको देखकर यदुश्रेष्ठ 
अङ्रूरने उनका स्तवन किया । स्तुति करनेके पश्चात्‌ 
सुगन्धित कमल-पुष्पॉसे भगवानका पूजन किया और 
अपनेको कृतकृत्य मानते हुए वे यमुनाजळसे बलराम 
और श्रोकृष्णके समीप आये। वहाँ आकर अक्रूरजीने 
उन दोनों भाइयोंको भी प्रणाम किया । भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
उन्हें आश्चर्यम और बिनीतभावसे खड़ा देख--पूछा-- 
“कहिये अक्रूरजी ! आपने जलमें कौन-सी आश्चर्यकी 
बात देखी है ?' यह सुनकर अक्रूरजीने महातेजस्वी 
श्रीकृष्णसे कहा--'प्रभो ! आप सर्वत्र व्यापक हैं ! 
आपकी महिमासे क्या आश्चर्यकी बात हो सकती है। 
हृषीकेश ! यह सम्पूर्ण जगत्‌ आपहीका तो स्वरूप है ।' 
इस अकार स्तुति करके जगदीश्वर गोबिन्दको प्रणाम कर 
अङ्रूरजी उन दोनों भाइयोंके साथ पुनः दिव्य रथपर 
आरूढ़ हो तुरंत ही देखनिर्मित मथुरापुरीमें जा पहुँचे । 
वहाँ नगरद्वारपर बलराम और श्रीकृष्णको निठाकर वे 
अन्तःपुरमें गये और राजा कंससे उनके आगमनका 
समाचार सुनाकर उसके द्वारा सम्मानित हो पुनः अपने 
घरको चले गये। 

तदनन्तर सन्ध्याके समय महाबली बलराम और 
श्रीकृष्ण एक-दूसरेका हाथ पकड़े मथुरापुरीके भीतर 
'गये। चे दोनों राजमार्गसे जा रहे थे। इतनेहीमें उनकी 
दृष्टि कपड़ा रँगनेवाले एक रँगरेजपर पड़ी, जो दिव्य वस्न 
लिये राजभवनकी ओर जा रहा था | बळरामसहित परम 
पराक्रमी श्रीकृष्णने उन वस्रोंको अपने लिये माँगा; किन्तु 
रँगरेजने वे वस्त्र उन्हें नहीं दिये । इतना ही नहीं, उसने 


उत्तरखण्ड ] 


* भगवान्‌ श्रीकृष्णकी मधुरा-यात्रा, कंसवध और डग्रसेनका राज्याभिषेक » 


८७६५७५७५७३ ४४ ४४५७७७५००३ ७६७५५७७७७५ ४*%»००००५०५५०५४४४9 &8*#“#55# 52996 0# # 


२७३ 


सड़कपर खड़े होकर उन्हें बहुत-से कटुवचन भी 
सुनाये । तब महानली श्रीकृष्णने रँगरेजके मुँहपर एक 
तमाचा जड़ दिया। फिर तो वह मुँहसे रक्त वमन करता 
हुआ मार्गमें ही मर गया । बलराम और श्रीकृष्णने अपने 
बन्धु-बान्धेस ग्वाल-बालोंके साथ उन सुन्दर वस्त्रोंको 
यथायोग्य धारण किया । फिर वे मालीके घरपर गये। 
उसने उन्हें देखते ही नमस्कार किया और दिव्य सुगन्धित 
पुष्पोंसे प्रसन्नतापूर्वक उनकी पूजा की। तब उन दोनों 
यादव-वीरोने मालीको मनोबाज्छित वरदान दिया। अब 
वे गलीकी राहसे घूमने लगे। सामनेसे एक सुन्दर 
मुखवाली युवती आती दिखायी दी, जो हाथमें चन्दनका 
पात्र लिये हुए थी। वह स्त्री कुब्जा थी। उन दोनों 
भाइयोने उससे चन्दन माँगा । कुब्जाने मुसकराते हुए उन्हें 
उत्तम चन्दन प्रदान किया। चन्दन लेकर उन्होंने 
इच्छानुसार अपने शरीरमेँ लगाया और कुब्जाको परम 
मनोहर रूप देकर वे आगेके मार्गपर बढ़ गये । नगरकी 
रित्या सुन्दर मुखबाले उन दोनों सुन्दर कुमारोंको 
प्रेमपूर्वक निहारती थीं। इस प्रकार वे अपने 
अनुयायियॉसहित यज्ञशालामें पहुँचे। वहाँ दिव्य धनुष 
रखा था । उसकी पूजा की गयी थी । भगवान्‌ मधुसूदनने 
देखते ही उस धनुषको उठा लिया और खेल-खेलमें ही 
उसे तोड़ डाला | धनुष टूटनेकी आवाज सुनकर कंस 
अत्यन्त व्याकुल हो उठा और उसने चाणूर आदि 
मुख्य-मुख्य मल्लोंको बुलाकर मन्त्रियोकी सलाह ले 
चाणूरसे कहा--'देखो, सन दैत्योंका बिनाश करनेवाले 
बलराम और श्रीकृष्ण आ पहुँचे हैं। कल सबेरे 
मल्लयुद्ध करके इन दोनॉको नेखटके मार डालो। इन 
दोनॉको अपने बलपर बड़ा घमण्ड है। मतवाले 
हाथियोंको भिड़ाकर अथवा बड़े-बड़े पहलवानोंको 
लगाकर जिस किसी उपायसे भी हो सके इन दोनॉको 
यत्रपूर्वक मार डालना चाहिये ।' 

इस प्रकार आदेश देकर राजा कंस भाई और 
मन्त्रियोंके साथ शीघ्र ही सुन्दर राजभवनकी छतपर चढ़ 
गया। नीचे रहनेमें उसे भय लग रहा था। सम्पूर्ण 
दरवाजों और मार्गॉपर उसने मतवाले हाथियोंको नियुक्त 


कर दिया और सब ओर बड़े-बड़े बलोन्मत्त पहलवान 
निठा दिये। यह सब कुछ जानते हुए भी भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण परम बुद्धिमान्‌ बलरामजी तथा अपने अनुयायी 
गवाल-बालोंके साथ रातभर उस यज्ञशालामें ही ठहरे 
रहे । रात बीतनेपर जब निर्मल प्रभात आया तो बलराम 
और श्रीकृष्ण दोनों बीर शय्यासे उठकर स्नान आदिसे 
निवृत्त हुए. । फिर भोजन करके वस्र और आभूषणॉसे 
विभूषित हो युद्धके लिये उत्सुक होकर वे उस 
यज्ञशालासे चले; मानो दो सिंह किसी बड़ी गुफासे बाहर 
निकले हों । राजमहलके दरवाजेपर कुवल्यापीड़ हाथी 
खड़ा था, जो हिमालय पर्वतके शिखर-सा जान पड़ता 
था। वही कंसकी विजयाभिल्रषाको बढ़ानेवाला था। 
उसने ऐरावतके भी दाँत खड्डे कर दिये थे । उस महाकाय 
और मतवाले गजराजको देखकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
सिंहकी भांति उछल पडे और अपने हाथसे उसकी सूँड 
पकड़कर बे लीलापूर्वक उसे घुमाने लगे। घुमाते- 
घुमाते ही भगवान्‌ धरणीघरने उसे धरतीपर पटक दिया । 
हाथीका सारा अङ्ग चूर-चूर हो गया और वह डरावनी 
आवाजमें चिग्घाड्ता हुआ मर गया । इस प्रकार हाथीको 
मारकर बलराम और श्रीकुष्णने उसके दोनों दाँत उखाड़ 
लिये और पहलवानॉसे युद्ध करनेके लिये वे रंगभूमिमें 
पहुँचे । वहाँ जितने दानव थे, वे सन गोविन्दका पराक्रम 
देख भयभीत हो भाग खडे हुए। तब कंसके भवनमें 
प्रवेश करके चे महाबली वीर युद्धके लिये उत्कण्ठित हो 
हाथीके दाँत घुमाने लगे । वहाँ उन महात्माओंने कंसके 
दो मल्ल चाणूर और मुष्टिकको उपस्थित देखा । कंस भी 
महाबली बलराम और गोविन्दको देखकर भयभीत हो 
उठा तथा आपने प्रधान मल्ल चाणूरसे नोला---'वीर ! 
इस समय तुम इन म्वार-बालॉंको अवश्य मार डालो। 
मैं तुम्हें अपना आधा राज्य बाँटकर दे दूँगा ।' 

उस समय उन दोनों मल्लोंको भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
अभेद्य कवचसे युक्त और दूसरे मेरुपर्वतके समान 
विशालकाय दिखायी दिये । कंसकी दृष्टिमें ्रलयकालीन 
अग्नि-से जान पड़े। र्त्रियॉंको साक्षात्‌ कामदेव प्रतीत 
हुए । माता-पिताने उन्हें नन्हें झिझुके रूपमें ही देखा । 


र्छ्ड 


+ अर्जयस्व हषीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पदापुराण 


2४९०४०७०७५४५५५५७७५७४४५३७७७५+७५४»+3&»»*»$»५»»$&&*»»:»*»»» ७४5७४» ७ ७७७७७७४७७७ »#$6४#*४#&»७»४9*»७००*५७० ७७. 


देवताओंकी दृष्टिमें वे साक्षात्‌ श्रीहरि थे और ग्वाल-बाल 
उन्हें अपना प्यार सखा ही समझते थे। इस प्रकार उन 
सर्वव्यापक भगवान्‌ विष्णुको वहाँके लोगेनि अपने- 
आपने भावोंके अनुसार अनेक रूपोंमें देखा । वसुदेव, 
अक्रूर और परम बुद्धिमान्‌ नन्द दूसरे कोठेपर चढ़कर 
वहाँका महान्‌ युद्ध देख रहे थे। देवकी अन्तःपुरकी 
खियोके साथ बैठकर बेटेका मुँह निहार रही थीं! उस 
समय उनके नेत्रोंमें आँसू भर आये थे। 
खछियेनि उन्हें बहुत समझाया और आश्वासन दिया । 
तब बे किसी दूसरे भवनमें चली गयीं । तदनन्तर विमान- 
पर बैठे हुए देवता आकाशमें जय-जयकार करते हुए 
कमलनयन भगवान्‌ अच्युतकी स्तुति करने लगे । वे जोर- 
जोरसे कहते थे--'भगवन्‌ ! कंसका वध कीजिये ।' 
इसी समय रंगभूमिमें तुरही आदि बाजे बज उठे। 
कंसके दोनों महामल्लों और महाबली श्रीकृष्ण एवं 
बलराममेँ भिड़ंत हो गयी। चाणूरके साथ भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण और मुष्टिकके साथ बलरामजी भिड़ गये। 
नीलगिरि तथा श्वेतगिरिके समान कान्तिवाले दोनों 
महात्मा मल्लयुद्धकी रीति-नीतिके अनुसार लड्ने लगे । 
खे एक दूसरेको कभी मुकोंसे मारते और .कभी ताल 
ठोंकते थे। उनमें बड़ा भयंकर संग्राम हुआ, जो 
देवताओंको भी भयभीत कर देनेवाला था। भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने चाणूरके साथ बहुत देरतक खेल करके उसके 
कारीरको रगड़ डाला और फिर लीत्त्पूर्वक पृथ्वीपर दे 
मारा । देवताओं और दानवोंको भी दुःख देनेवाला वह 
महामल्ल बहुत रक्त बमन करते हुए पृथ्वीपर गिरा और 
मर गया । इसी प्रकार पराक्रमी बलरामजी भी मुष्टिकके 
साथ देरतक लड़ते रहे। अन्तमें उन्होंने उसकी छातीमें 
कई मुके जड़ दिये। इससे उसकी हड्डियाँ चूर-चूर हो 
गयी और स्तरायु-नन्धन टूट गया। फिर तो वह भी 
आणहीन होकर पृथ्वीपर गिर पड़ा। उन दोनों भाइयोंका 
यह पराक्रम देख बाकी सारे पहलवान भाग गये । यह 
देखकर कंसको बड़ा भय हुआ। वह वेदनासे व्याकुल 
हो उठा। इसी बीचमे दुर्धर्ष वीर बलराम और श्रीकृष्ण 


कंसके ऊँचे महलपर चढ़ गये । फिर भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
कंसके मस्तकमें थप्पड़ मारकर उसे छतसे नीचे गिरा 
दिया । पृथ्वीपर गिरते ही उसका सारा अङ्ग छिन्न-भिन्न 
हो गया और यह प्राणॉसे हाथ धो बैठा। फिर श्रेष्ठ 
बराह्मणोंके द्वारा कंसका और्ध्वदैहिक संस्कार कराया । 
श्रीकृष्णके द्वारा कंसके मारे जानेपर महाबली 
बळरामजीने भी कंसके छोटे भाई सुनामाको मुकेसे ही 
मार डाला और उसे उठाकर धरतीपर फेंक दिया। 

इस प्रकार श्रीकृष्ण और बलरामजी भाईसहित 
दुरात्मा कसको मारकर आपने म्प्रता-पिताके समीप आये 
और बड़ी भक्तिके साथ उन्होंने उनके चरणोंमें प्रणाम 
किया । देवकी और वसुदेवने बड़े प्रेमसे उन दोनॉको 
बारंबार छातीसे लगाया और पुत्र-स्नेहसे द्रवित हो उनका 
मस्तक सुँघा । देवकीके दोनों स्तनोंसे उनके ऊपर दूधकी 
बृष्टि होने लगी । तत्पश्चात्‌ बलराम और श्रीकृष्ण माता- 
पिताको आश्वासन दे बाहर आये । इसी समय आकारामें 
देवताओंकी दुन्दुभियाँ बज उठीं। देवेश्वरगण फूलोकी 
वर्षा करने लगे। तथा मरुद्रणॉके साथ श्रीजनार्दनको 
नमस्कार और उनकी स्तुतिं करके हर्षमम्न हो अपने-अपने 
लोकको चले गये। तत्पश्चात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
बलरामजीके साथ जाकर नन्दरायजी तथा अन्य बडे-बूढे 
गोपॉको नमस्कार किया । धर्मात्मा नन्दने बड़े स्रेहसे उन 
दोनॉको गले लूगा लिया। फिर भगवान्‌ जनार्दनने उन 
सबको नहुत-से रल और धन भेंट किये । नाना प्रकारके 
वर, आभूषण तथा प्रचुर धन-धान्य देकर उन सबका 
पूजन किया । इस प्रकार श्रीकृष्णके विदा करनेपर नन्द 
आदि गोप हर्ष और शोकमें डूबे हुए वहाँसे त्रजमें लौट 
'गये। इसके नाद बलराम और श्रीकृष्णने अपने नाना 
उग्रसेनजीके पास जाकर उन्हें बन्धनसे मुक्त किया और 
बारंबार सान्त्वना दे मधुसके राज्यपर उनका अभिषेक कर 
दिया । अक्रूर आदि जितने श्रेष्ठ यदुवंशी थे, उन सनको 
राज्यमें निशेष पदपर स्थापित किया और उम्रसेनको राजा 
बनाकर परम धर्मात्मा भगवान्‌ वासुदेव धर्मपूर्वक इस 
पृथ्वीका पालन करने लगे । 


= + = 


उत्तरखण्ड ] 


५ जरासन्धकी पराजय, काल्यवनका वथ और मुचुकुन्दकी मुक्ति + 


२९७५ 


22524७७४७७ ४० ५७४७५५७५७७ ७७७४७७३३३७ ३७७३७४७७७३ ७७ द :3&&&& कक »» ५ #:*०/5**98 #& ४ मती डीडी मीमी 8#“»*#“*93%.. 


जरासन्धकी पराजय, द्वारका-दुर्गकी रचना, 


महादेबजी कहते हैं--पार्वती ! तदनन्तर 
बसुदेवजीने अपने दोनों पुत्रोंका वेदोक्त विधिसे उपनयन 
संस्कार किया। उसमें गर्गजीने आचार्यका काम किया 
था | विष्णुभक्त विद्वानोंने नहलाने आदिके द्वारा महाबली 
बलराम और श्रीकृष्णका संस्कारकार्य सम्पन्न किया। 
तत्पश्चात्‌ उन दोनों भाइयेनि गुरुवर सान्दीपनिके घर 
जाकर उन महात्माको नमस्कार किया और उनसे बेद- 
डास्त्रॉका अध्ययन करके गुरुदक्षिणाके रूपमें उनके मरे 
हुए पुत्रको लाकर दिया। इसके बाद उन महात्मा गुरुसे 
आशीर्वाद ले उन्हें प्रणाम करके दोनों भाई मथुरापुरीमें 
चले आये । इधर श्रीकृष्णके द्वारा दुर्धर्ष वीर कंसके मारे 
जानेका समाचार सुनकर उसके श्वशुर महानली 
जरासन्धने श्रीकृष्णको मारनेके लिये अनेक अक्षौहिणी 
सेनाओके साथ आकर मधुरापुरीको घेर लिया। 
महापराक्रमी बलराम और श्रीकृंष्णने नगरसे बाहर 
निकलकर हाथी-घोड़ोंसे भरी हुई उस विशाल सेनाको 
देखा | तब भगवान्‌ वासुदेवने अपने पूर्वकालीन सनातन 
सारथिका स्मरण किया । उनके स्मरण करते ही सारथि 
दारुक सुग्रीवपुष्पक नामक महान्‌ रथ लिये आ पहुँचा । 
उसमें दिव्य एवे सनातन अश्व जुते हुए थे। उस रथमें 
जाह्न, चक्र, गदा आदि दिव्य अख-शस्त्र मौजूद थे। 
ध्वजाके ऊपर गरुड़चिहसे चिहित एवं फहराती हुई 
पताका उस देवदुर्जय रथकी शोभा बढ़ा रहीं. थी। 
श्रीहरिके सारथिने भूतलपर आकर भगवान्‌ गोविन्दको 
प्रणाम किया और आयुरघों तथा अश्वॉसहित वह सुन्दर 
रथ सेवामें समर्पित कर दिया। भगवान्‌ श्रीकृष्ण बड़े 
हर्षके साथ उस महान्‌ रथके समीप आये और अपने बड़े 
भाई बलरामजीके साथ. उसपर सवार हुए। उस समय 
मरुद्रण उनकी स्तुति कर रहे थे। भगवान्ले चतुर्भुजरूप 
धारण करके हाथोमें शङ्ख, चक्र, गदा और तलवार ले 
ली और मस्तकपर किरीट धारण किया । दोनों कानोंमें 
कुण्डल तथा गलेमें वनमाला धारण करके वे संग्रामकी 


कालयवनका वध और मुचुकुन्दकी मुक्ति 
ओर प्रस्थित हुए।* परम पराक्रमी बलदेवजीने भी 
मूसल और हल हाथमें ले द्वितीय रुद्रको भाँति 
जरासन्धकी सेनाका संहार आरम्भ किया। दारुकने बड़ी 
शीघ्रताके साथ रथको रणभूमिकी ओर बढ़ाया। मानो 
तृण, गुल्म और लताऑसे आच्छादित बनमें वायु 
प्रज्वलित अग्निको बढ़ा रही हो। 

उस समय जरासन्धके सैनिकेनि गदा, परिघ, शक्ति 
और मुद्ररोंके द्वारा उस रथको आच्छादित कर दिया, 
किन्तु बहुत-से तिनको और सूखे काठोंको जैसे अत्यन्त 
प्रज्वलित अग्नि अपनी लपटोंसे शीघ्र ही भस्म कर 
डालती है, उसी प्रकार श्रीहरिने अपने चक्रसे उन सभी 
अस्त्र-इस्त्रॉको लीलापूर्वक कार डाला । तत्पश्चात्‌ उन्होंने 
शा धनुष हाथमें लिया और उससे छूटे हुए अक्षय एवं 
तीखे बाणोंके द्वारा सारी सेनाका संहार कर डाला । इसमें 
उनको कुछ भी आयास नहीं जान पड़ा। इस प्रकार 
क्षणभरमें ही शत्रुकी सारी सेनाका विनाश करके यदुश्रेष्ठ 
भगवान्‌ मधुसूदनने अपना पाञ्चजन्य र्भः बजाया, 
जिसकी आवाज प्रलयकालीन वज्जकी भीषण गर्जनाको 
भी मात करती थी। शङ्कनाद सुनते ही शात्रुपक्षके 
महाबली योद्धाओंके हृदय विदीर्ण हो गये। वे 
घोड़ें-हाथियोंके साथ ही गिरकर प्राणोंसे हाथ घो बैठे । 
इस प्रकार रथ, हाथी और घोड़ेसहित सम्पूर्ण सेनाका 
केबल भगवान्‌ श्रीकृष्णने ही सफाया कर डाला । अब 
उस सेनामें कोई नीर जीवित न बचा । तब सम्पूर्ण देवता 
प्रसन्नचित्त होकर भगवान्‌के ऊपर फूल बरसाने और उन्हें 
साधुवाद देने लगे। इस प्रकार पृथ्वीका सारा भार 
उतारकर देवताओंके मुँहसे स्तुति सुनते हुए भगवान्‌ 
घरणीघरकी उस युद्धके मुहानेपर बड़ी शोभा हुई । अपनी 
सेनाको मारी गयी देख खोरी बुद्धिवाला पराक्रमी वीर 
जयसन्ध तुरंत ही नलरामजीके साथ लोहा लेनेके लिये 
आया । वे दोनों ही वीर युद्धसे पीछे हटनेवारे नहीं थे। 
उनमें बड़ा भयङ्कर संग्राम हुआ। बलरामजीने हल 


* चतुर्भुजवपुर्भूत्वा शंङ्चदक्रगदासिभूत्‌ । किरीटी कुण्डली लग्वी सङ्मामाभिमुखे तयौ ॥ (२७३ । १४) 


९७६ 


० अर्चयस्व हषीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


( संक्षिप्त पद्मपुराण 


उठाकर उससे जरासन्थके सारथिसहित रथको चौपट कर 
डाला और महाबली जरासन्धको भी पकड़कर वे मूसल 
उठा उसे मार डाळनेको तैयार हो गये । जैसे सिंह महान्‌ 
गजराजको दबोच ले, उसी भ्रकार बलरामजीने नृपश्रेष्ठ 
जरासन्धको प्राणसंकटकी अवस्थामें डाल दिया। यह 
देख भगवान्‌ श्रीकृष्णने आपने बड़े भाई बलूरामजीसे 
'कहा---'भैया ! इसका वध न कीजिये।' इस प्रकार 
महामति धर्मात्मा श्रीकृष्णने जरासन्धको छुड़वा दिया। 
श्रीकृष्णके कहनेसे अविनाशी वीर संकर्षणने शत्रुको 
छोड़ दिया। इसके बाद वे दोनों भाई रथपर बैठकर 
मथुरापुरीमें लौट आये। 
उधर जरासन्ध महापराक्रमी काल्यवनके यहाँ 
गया । कालयवनके पास बहुत बड़ी सेना थी। वहाँ 
पहुँचकर उसने वसुदेवके दोनों पुतरॉके पराक्रमका वर्णन 
किया । दानवोंका वध, कंसका मारा जाना, अनेक 
अक्षौहिणी सेनाका संहार तथा अपनी पराजय आदि 
औकुष्णके सारे चरित्रोंका हाल कह सुनाया । यह सब 
सुनकर काळयवनको बड़ा क्रोध हुआ और उसने महान्‌ 
बली एवं पराक्रमी म्लेच्छोंकी बड़ी भारी सेनाके साथ 
मथुरापर आक्रमण किया । मगधराजके महाबली सैनिक 
भी उसकी सहायताके लिये आये थे । जरासन्धको साथ 
लेकर महान्‌ अभिमानी कालयवन बड़ी तेजीके साथ 
चला। उसकी विशाल सेनासे अनेक जनपदोंकी भूमि 
आच्छादित हो गयी थी। उस बलवान्‌ चीरने मथुराको 
चारों ओरसे घेरकर अपनी महासेनाका पड़ाव डाल 
दिया। उस समय भगवान्‌ श्रीकुष्णने पुरवासियॉके 
कुदालक्षेमका विचार करके सबके रहनेके लिये समुद्रसे 
भूमि माँगी । समुद्रने उन्हें तीस योजन विस्तृत भूमि दे 
दी। तब श्रीकृष्णने यहीं द्वारका नामकी सुन्दर पुरी 
बनवायी, जो अपनी शोभासे इन्द्रकी अमरावतीपुरीको 
मात करती थी। भगवान्‌ जनार्दने मथुरामें सोये हुए 
पुरवासियॉको उसी अनस्थामें उठाकर रातभरमें ही 
द्वारका पहुँचा दिया। सनेरे जागनेपर उन्होंने 
स्त्री-पुत्रॉसहित अपनेको सोनेके महलॉमें बैठा पाया। 
इससे उनके आश्चर्यका ठिकाना न रहा । प्रचुर घन-धान्य 
और दिव्य बख्नर-आभूषणोंसे भरे हुए सुन्दर गृह, जहाँ 


भयका नाम भी नहीं था, पाकर सम्पूर्ण यादव बड़ी 
असन्रताके साथ वहाँ रहने लगे । जैसे स्वर्गमें देवता सुखी 
रहते हैं, उसी प्रकार द्वारकापुरीमें बहाँके सभी निवासी 
अत्यन्त असन्न थे । मथुरावासियोंको द्वारकामें पहुँचानेके 
बाद महाबली बलराम और श्रीकृष्ण कालयवनसे युद्ध 
करनेके लिये मथुरासे बाहर निकले । एक ओर महारथी 
बलरामजीने हल और मूसरू लेकर बड़े रोषके साथ 
यवनोंकी विशाल सेनाका संहार आरम्भ किया तथा दूसरी 
ओर देवकीनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्णने झारङ्गधनुष लेकर 
उससे छूटे हुए अभिशिखाके सदृश तेजस्वी बाणोंद्वारा 
म्लेच्छोंकी सम्पूर्ण विशाल वाहिनीको भस्म कर डाला । 
महाबली काल्यवनने अपनी सेनाको मारी गयी देख 
भगवान्‌ वासुदेवके साथ गदायुद्ध आरम्भ किया। 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी बहुत देरतक यवनोंका संहार करके 
युद्धसे विमुख होकर भागे । कालयवनने 'ठहरो-ठहरो' 
की पुकार लगाते हुए बड़े वेगसे उनका पीछा किया । परम 
बुद्धिमान्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण शीघ्र ही एक पर्वतकी कन्दरामें 
घुस गये । वहाँ महामुनि राजा मुचुकुन्द सोये थे । भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण, जहाँ काळयवनकी दृष्टि न पड़ सके, ऐसे 
स्थानमें खड़े हो गये । कालयवन भी महान्‌ धीर-वीर था । 
वह हाथमें गदा लिये श्रीकृष्णको मारनेके लिये उस 
कन्दरामें घुसा। उसमें सोये हुए महामुनि राजा 
मुचुकुन्दको श्रीकृष्ण समझकर उसने लात मारी । इससे 
उनकी नींद खुल गयी और उन्होने क्रोघसे लाळ-लाळ 
आँखें करके हुंकार किया। उनके हुंकार राब्दसे तथा 
उनकी रोषभरी दृष्टि पड्नेसे कालयवन आणहीन हो 
जलकर भस्म हो गया। तत्पश्चात्‌ राजर्षि मुचुकुन्दने 
अपने सामने खड़े हुए भगवान्‌ श्रीकृष्णको 'देखा। 
अमित तेजस्वी भगवानपर दृष्टि पड़ते ही वे सहसा 
उठकर खड़े हो गये और बोले- “मेरा अहोभाग्य, 
अहोभाग्य, जो प्रभुक्रा दर्शन मिला ।' इतना कहते-कहते 
उनके सारे शारीरमें रोमाझ हो आया और नेत्रॉमे 
आनन्दके आँसू छलक आये। उन्होंने जय-जयकार 
करके भगवानको बारंबार प्रणाम किया और स्तवन करते 
हुए कहा--'परमेश्वर ! आपके दर्शनसे मैं धन्य और 


उत्तरखण्ड ] « सुधर्मा सभाकी प्राप्ति तथा रुक्मिणी और श्रीकृष्णका विवाह + 


कृतकृत्य हो गया । आज मेरा जन्म और जीवन--दोनों पुनरावृत्तिरहित मोक्षके लिये प्रार्थना की। भगवान्‌ 

सफल हो गये !' इस प्रकार स्तुति करके उन्होंने श्रीकृष्णने उन्हें अपना सनातन दिव्यलोक प्रदान किया । 

गोविन्दको पुनः बारंबार प्रणाम किया । इससे सन्तुष्ट परम बुद्धिमान्‌ राजा मुचुकुन्दने मानवरूपका परित्याग 

होकर भगवानने महामुनि मुचुकुन्दसे कहा, 'राजर्षे ! तुम करके परमात्मा श्रीहरिके समान रूप घारण कर लिया 
मनोवाज्छित वर माँगो' तब मुचुकुन्दने भगवान्‌से और गरुड़पर आरूढ़ हो खे सनातन घाममें चले गये । 

या 

सुधर्मा-सभाकी प्राप्ति, रुक्मिणी-हरण तथा रुक्मिणी और श्रीकृष्णका विवाह 


महादेकजी कहते हैं--पार्वती ! बुद्धिमान्‌ 


उन्होंने बड़ी प्रसन्नताके साथ अपनी कन्याका विवाह 


मुचुकुन्दके द्वारा कालयवनका वध करानेके पश्चात्‌ उन्हें 
मुक्तिका बरदान दे भगवान्‌ यदुनन्दन गुफासे बाहर 
निकले। काल्यवनको मारा गया सुनकर दुर्बुद्धि 
जरासन्ध अपनी सेनाके साथ बलराम और श्रीकुष्णके 
साथ युद्ध करने लगा । भगवान्‌ श्रीकृष्णने उस दुरात्माकी 
आयः सारी सेनाका संहार कर डाला । मगघराज मूर्च्छित 
होकर पृथ्वीपर गिर पड़ा । बहुत देरके बाद जब उसे कुछ 
चेत हुआ तो उसके सारे अङ्गोमें व्याकुलता छा रही थी । 
वह भयसे आतुर था। अब भगधराज जरासन्ध 
बलरामजीके साथ युद्ध करनेका साहस न कर सका । 
उसने महाबली बलराम और श्रीकृष्णको अजेय समझा 
और मरनेसे बची हुई सेनाको साथ ले तुरंत ही वह 
अपनी राजधानीको भाग गया । अब उसने बलराम और 
श्रीकृष्णका बिरोध छोड़ दिया । तदनन्तर वसुदेवजीके 
दोनों पुत्र अपनी सेनाके साथ द्वारका चले गये । बहाँ 
इन्द्रने वायुदेबताको भेजा और विश्वकर्माकी बनायी हुई 
सुधर्मा नामक देवसभाको प्रेमपूर्वक श्रीकृष्णको भेंट कर 
दिया। वह सभा हीरे और वैदूर्यमणिकी बनी हुई थी। 
चन्द्राकार सिंहासनसे उसकी विचित्र शोभा हो रही थी। 
नाना प्रकारके रल्लोंसे जटित सुवर्णमय दिव्य छत्रोसे 
उसकी शोभा और भी बढ़ गयी थी । उस रमणीय सभाको 
पाकर उग्रसेन आदि यदुवंशी वैदिक विद्वानॉके साथ 
उसमें बैठकर स्वर्ग-सभामें बैठे हुए देवताओंकी भाँति 
आनन्दका अनुभव करते थे। उन दिनों इश्ष्वाकुकुलमें 
उत्पन्न रैवत नामक एक राजा थे । उनके रेवती नामवाली 
एक कन्या थी, जो समस्त शुभ लक्षणोंसे सम्पन्न थी। 


बलरामजीके साथ कर दिया। बलरामजीने वैदिक 
विधिके अनुसार रेवतीका पाणिग्रहण किया! 

विदर्भ देशमें भीष्मक नामक एक धर्मात्मा राजा 
रहते थे। उनके रुक्मी आदि कई पुत्र हुए। उन सबसे 
छोटी एक कन्या भी हुई, जो बहुत ही सुन्दरी थी। उस 
कन्याका नाम रुक्मिणी था। वह भगवती लक्ष्मीके 
अंशसे उत्पन्न हुई थी। उसमें सभी शुभ लक्षण मौजूद 
थे। श्रीरामावतारके समय जो सीतारूपमें प्रकट हुई थीं, 
बे ही भगवती लक्ष्मी श्रीकृष्णावतारके समय रुक्मिणीके 
रूपमें अवतीर्ण हुई । पूर्वकालमें जो हिरण्यकशिपु और 
हिरण्याक्ष नामक दैत्य हुए थे, बे ही द्वापर आनेपर पुनः 
शिशुपाल और दन्तवक्त्रके नामसे उत्पन्न हुए थे। उन 
दोनोंका जन्म चैद्यवंशमें हुआ था । दोनों ही बड़े बलवान्‌ 
और पराक्रमी थे। राजकुमार रुक्मी अपनी बहिन 
रुक्मिणीका विवाह शिशुपालके साथ करना चाहता था; 
किन्तु सुन्दर मुखवाली रुक्मिणी शिशुपालको अपना पति 
नहीं बनाना चाहती थी। बचपनसे ही उसका भगवान्‌ 
श्रीकृष्णके प्रति अनुराग था। श्रीकृष्णको ही पति 
बनानेके उद्देश्यसे वह देवताओंका पूजन और 
आँति-भाँतिके दान किया करती थी । वह अपने सनातन 
स्वामी पुरुषोत्तमका ध्यान करती हुई कठोर ब्रतमें सेलम 
हो पिताके घरमें निवास करती थी। विदर्भराज भीष्मक 
अपने पुत्र रुकमीके साथ मिलकर शिकुपालसे कन्याका 
विवाह करनेकी तैयारी करने लगे। 

तब रुक्मिणीने भगवान्‌ श्रीकृष्णको पति बनानेके 
उद्देश्यसे अपने पुरोहितके पुत्रको तुत ही द्वारकापुरीमें 


२७८ 


* अर्स्बयस्व हुवीकेझं यदीच्छसि पर पदम्‌ + 


£ संक्षिप्त फ्दापुराण 


भेजा ब्राह्मणदेवता द्वारकामें पहुँचकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
और नलरामजीसे मिले। उन दोनेनि उनका विधिपूर्वक 
स्वागत-सत्कार किया । ब्राह्मणने एकान्तमें बैठकर उन 
दोनों भाइयोंसे रुक्मिणीका सारा संदेश कह सुनाया । उसे 
सुनकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण और बलराम सम्पूर्ण अख्ब- 
शस्त्रॉसे परिपूर्ण आकाशगामी रथपर ब्राह्मणके साथ 
बैठे । महात्मा दारुकने उस रथको तीव्र गतिसे हाँका । 
अतः वे दोनों पुरुषश्रेष्ठ शीघ्र ही विदर्भनगरमें जा पहुँचे । 
बुद्धिमान्‌ शिशुपालके विवाहको देखनेके लिये सब 
राष्ट्रोसे जरासन्ध आदि राजा आये थे। विवाहके दिन 
रुक्मिणी सोनेके आभूषणोंसे विभूषित हो दुर्गाजीकी पूजा 
करनेके लिये सखियोंके साथ नगरसे बाहर निकली । 
वह सन्ध्याका समय था। देवकीनन्दन भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
उसी समय वहाँ पहुँचे । बलवान्‌ तो थे ही, उन्होंने रथपर 
बैठी हुई रुविमणीको सहसा उठाकर अपने रथपर बिठा 
लिया और द्वारकाकी ओर चल दिये । यह देख जरासन्ध 
आदि राजा क्रोघमें भरकर राजकुमार रुक्मीको साथ ले 
युद्धके लिये उपस्थित हुए। उन्होंने चतुरङ्गिणी सेनाके 
साथ श्रीहरिका पीछा किया । 
तन महानाहु बलभद्रजी उस उत्तम रथसे कूद पड़े । 
उन्होंने हल और मूसल लेकर युद्धमें शत्रुओका संहार 
आरम्भ किया । कितने ही रथों, घोड़ों, बड़े-बड़े गजराजों 
तथा पैदल सैनिकॉको भी हल और मूसलकी मारसे 
कुचल डाला। जैसे बज्रके आघातसे पर्वत विदीर्ण हो 
जाते हैं, उसी प्रकार उनके हल और मूसल गिरनेसे 
रॉकी पङ्क्तियाँ चूर-चूर हो गयीं और बड़े-बड़े हाथी 
भी धरतीपर ढेर हो गये | हाथियोंके मस्तक फट जाते 
और वे रक्त वमन करते हुए प्राणोंसे हाथ धो बैठते थे। 
इस प्रकार बलरामजीने क्षणभरमें हाथी, घोड़े, रथ और 
चैदलॉसहित सारी सेनाका सफाया कर दिया । राजाओकि 
पाँव उखड़ गये। वे सब-के-सन भयसे पीड़ित हो भाग 
चले। उधर रुक्मी क्रोधमें भरकर रीकृष्णके साथ लोहा 
ले रहा था! उसने धनुष उठाकर बाणोके समूहसे 
नींघना,आरम्भ किया.। तब गोविन्दने हैँसकर 


लीलापूर्वक अपना शारङ्गधनुष हाथमें उठाया. और एक 


ही बाणसे रुक्मीके अश्व, सारथि, रथ और ध्वजा- 
पताकाको भी काट गिराया। रथ नष्ट हो जानेपर वह 
तलवार खींचकर पृथ्वीपर खड़ा हो गया। यह देख 
श्रीकृष्णने एक बाणसे उसकी तलवारको भी काट 
डाला। तब उसने श्रीकृष्णकी छातीमें मुक्केसे प्रहार 
किया । श्रीकृष्णने बलपूर्वक उसे पकड़कर रथमें बाँध 
दिया और हँसते-हँसते तीखा छुरा ले रुवमीके सिरको 
मूड़कर उसे बन्धनसे मुक्त कर दिया। इस अपमानके 
कारण उसको बड़ा शोक हुआ। वह चोट खाये हुए 
साँपकी भाँति लंबी साँस लेने लगा । लज्जाके कारण 
उसने विदर्भ-नगरीमें पाँव नहीं रखा । वहीं गाँज बसाकर 
वह रहने लगा। 

तदनन्तर भगवान्‌ श्रीकृष्ण बलराम, रुक्मिणी और 
दारुकके साथ उस दिव्य रथपर आरूढ़ हो तुरंत अपनी 
पुरीको चले गये। द्वारकामें प्रवेश करके देवकीनन्दन 
श्रीकृष्णे शुभ दिन और शुभ लग्नमें सुवर्णमय 
आभूषणॉसे विभूषित राजकुमारी रुक्मिणीका वेदोक्त 
विधिसे पाणिग्रहण किया। उस विबाहके समय 
आकाशमें देवतालोग दुन्दुभि बजाते और फूलोंकी वर्षा 
करते थे! वसुदेव, उग्रसेन, यदुश्रेष्ठ अक्रूर, महातेजस्वी 
बलभद्र तथा और भी जो-जो श्रेष्ठ यादव थे; उन सबने 
बड़े उत्साहके साथ श्रीकृष्ण और रुक्मिणीका सुखमय 
विवाहोत्सब मनाया । उसमें ग्वालों और ग्वालबालोंके 
साथ नन्दगोप भी पधारे थे तथा वस्त्राभूषणोंसे विभूषित 
बहुत-सी गोपाङ्गनाओके साथ स्वयं यशोदाजी भी आयी 
थीं। बसुदेव, देवकी, रेवती, रोहिणी देवी तथा अन्यान्य 
नगर-युवतियॉने मिलकर बड़े हर्षके साथ विवाहके सारे 
कार्य सम्पन्न किये । बड़ी-बूढ़ी स्त्रियॉसहित देवकीने बड़ी 
असन्नताके साथ विधिपूर्वक देव-पूजनका कार्य सम्पन्न 
किया । श्रेष्ठ ब्राह्मणोने विवाहोत्सनसे सम्बन्ध रखनेवाला 
सारा शास्त्रीय कार्य पूर्ण किया। सुन्दर वस्त्र और 
आभूषणॉसे पूजित करके ब्राह्मणोंको भोजन कया 
गया। आये हुए राजा, नन्द आदि गोप तथा यशोदा 
आदि खनियोंका भी स्वर्ण-रल आदिके नहुत-से आभूषणों 
एवं वरतोंद्रार यथावत्‌ सत्कार किया गया । इस प्रकार 


२७९ 


उस वैवाहिक महोत्सवमें सम्मानित होकर वे सभी बड़े 
प्रसन्न हुए। 

उन नूतन दम्पति श्रीकृष्ण और रुक्मिणीने 
अन्थिबन्धनपूर्वक एक साथ अभ्निदेवको प्रणाम किया । 
वेदेकि ज्ञाता श्रेष्ठ ्राह्मणेने आशीर्वादके द्वारा उनका 
अभिनन्दन किया | उस समय विवाहकी वेदीपर बैठे हुए 
चर और वधूकी बड़ी शोभा हो रही थी । पत्नीसहित 
श्रीकृष्णने ब्राह्मणों, राजाओं और बड़े भाई बकरामजीको 
प्रणाम किया । इस प्रकार समस्त वैवाहिक कार्य सम्पन्न 


करके भगवान्‌ श्रीकृष्णने विवाहोत्सवर्में पघारे हुए 
समस्त राजाओंको विदा किया। उनसे सम्मानित एवं 
बिदा होकर श्रेष्ठ राजा तथा महात्मा ब्राह्मण अपने-अपने 
निवासस्थानको चले गये । इसके बाद धर्मात्मा भगवान्‌ 
देवकीनन्दन रुक्मिणी देवीके साथ दिव्य अट्टालिकामेँ 
बड़े सुखसे रहने लगे । मुनि और देवता उनकी स्तुति 
किया करते थे। उस शोभामयी द्वारकापुरीमें सनातन 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रतिदिन सन्तुष्टचित्त होकर सदा 
आनन्दमग्न रहते थे! 


Ses 
भगवानके अन्यान्य विवाह, स्यमन्तकमणिकी कथा, नरकासुरव्छा अध तथा पारिजातहरण 


महादेवजी कहते हैं--पार्वती ! सत्राजित्के एक 
यझस्विनी कन्या थी, जो भूदेवीके अंशसे उत्पन्न हुई थी। 
उसका नाम था (सत्या) सत्यभामा | सत्यभामा भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी दूसरी पत्नी थीं। तीसरी पत्नी सूर्यकन्या 
कालिन्दी थीं, जो लीलादेवीके अंशसे प्रकट हुई थीं। 
विन्दानुविन्दकी पुत्री मित्रविन्दाको स्वयंवरसे ले आकर 
भगवान्‌ श्रीकृष्णने उसके साथ विवाह किया । वहाँ सात 
महाबळी बैलोंको, जिनका दमन करना बहुत ही कठिन 
था, भगवान्ने एक ही रस्सीसे नाथ दिया और इस प्रकार 
पराक्रमरूपी शुल्क देकर उसका पाणिग्रहण किया । राजा 
सत्राजितके पास स्यमन्तक नामक एक बहुमूल्य मणि 
थी, जिसे उन्होंने अपने छोटे भाई महात्मा प्रसेनको दे 
रखा था। एक दिन भगवान्‌ मधुसूदनने वह श्रेष्ठ मणि 
प्रसेनसे माँगी । उस समय असेनने बड़ी धृष्टताके साथ 
उत्तर दिया--'यह मणि प्रतिदिन आठ भार सुवर्ण देती 
है; आतः इसे मैं किसीको नहीं दे सकता ।' प्रसेनका 
अभिप्राय समझकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण चुप हो रहे। 
एक दिनकी बात है, भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रसेन आदि 
समस्त महाबली यादवोके साथ शिकार खेलनेके लिये 
बड़े भारी वनमें गये । प्रसेन अकेले ही उस घोर वनमें 
बहुत दूरतक चले गये। वहाँ एक सिंहने उन्हें मारकर 
बह मणि ले री । फिर उस सिंहको महाबली जाम्बवानने 
मार डाला और उस मणिको लेकर वे शीघ्च ही अपनी 


गुफामें चले गये । उस गुफामें दिव्य स्त्रियाँ निवास करती 
थीं । उस दिन सूर्यास्त हो जानेपर भगवान्‌ वासुदेख अपने 
अनुचरॉके साथ चले। मार्गमें उन्होंने चतुर्थीके 
चन्द्रमाको देख लिया। उसके नाद अपने नगरमें प्रवेश 
किया । तदनन्तर समस्त पुरवासी श्रीकुष्णके विषयमै एक- 
दूसरेसे कहने लगे--'जान पड़ता है, गोविन्दने प्रसेनको 
वनमें ही मारकर नेखटके मणि ले ली है। उसके बाद 
ये द्रारकामें आये हैं।' ह्वारकावासियोंकी यह नात जन 
भगवानके कानॉमें पड़ी तो वे मूर्खलोगोके द्वारा उठाये 
हुए अपवादके भयसे पुनः कुछ यदुबंशियोंको साथ ले 
गहन वनमें गये । वहाँ सिंहद्वारा मारे हुए प्रसेनकी स्त्र 
पड़ी थो, जिसे भगवानने सबको दिखाया । इस प्रकार 
प्रसेनकी हत्याके झूठे कलङ्को मिटाकर भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने अपनी सेनाको वहीं ठहरा दिया तथा हाथमें 
शार््गधनुष और गदा लिये चे अकेले ही गहन वनमें घुस 
गये। वहाँ एक बहुत बड़ी गुफा देखकर श्रीकृष्णने 
निर्भय होकर उसमें प्रवेश किया । उस गुफाके भीतर एक 
स्वच्छ भवन था, जो नाना प्रकारकी श्रेष्ठ मणियोंसे 
जगमगा रहा था । वहाँ एक धायने जाम्बवानके पुत्रको 
पालनेमें सुलाकर उसके ऊपरी भागमें मणिको बाँधकर 
लटका दिया था और पालनेको धीरे-धीरे लीलापूर्वक 
डुलाती हुई यह लोरियाँ गा रही थी। गाते-गाते बह 
निम्नाङ्कित इलोकका उच्चारण कर रही थी-- 


२८० 


सिंह: प्रसेनमवद्यीत्‌ सिंहो जाम्बवता हतः । 
सुकुमारक मा रोदीस्तव होष स्यमन्तकः ॥ 
(२७६। १९) 
'प्रसेनको सिंहने मारा और सिंह जाम्बवानके 
हाथसे मारा गया है। सुन्दर कुमार ! रोओ मत । यह 
स्यमन्तकमणि तुम्हारी ही है।' 

यह सुनकर प्रतापी वासुदेवने शङ्घ बजाया । वह 
महान्‌ झङ्कनाद सुनकर जाम्ब्नवान्‌ बाहर निकले । फिर 
उन दोनोंमें लगातार दस राततक भयंकर युद्ध हुआ । 
दोनों एक-दूसरेको वज्रके समान मुक्कोंसे मारते थे। बह 
युद्ध समस्त प्राणियॉको भयभीत करनेवाला था। 
श्रीकृष्णके बलकी वृद्धि और अपने बलका हास 
देखकर जाम्बवानको भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके कहे हुए 
पूर्वकालके वचनोंका स्मरण हो आया। वे सोचने 
लगे--ये ही मेरे स्वामी श्रीराम हैं, जो घर्मकी रक्षाके 
लिये पुनः इस भूतलपर अवतीर्ण हुए हैं । मेरे नाथ मेरा 
मनोरथ पूर्ण करनेके लिये ही यहाँ पधारे हैं।' ऐसा 
सोचकर क्रक्षराजने युद्ध बेद कर दिया और हाथ 
जोड़कर विस्मयसे पूछा--'आप कौन हें ? कैसे यहाँ 
पधारे हैं?” तन भगवान्‌ श्रीकृष्णने गम्भीर वाणीमें 
कहा--'मैं वसुदेवका पुत्र हूँ। मेरा नाम वासुदेव है । 
तुम मेरी स्यमन्तक नामक मणि हर ले आये हो। उसे 
शीघ्र लौटा दो, नहीं तो अभी मारे जाओगे । यह सुनकर 
जाम्बयानको बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने दण्डकी भाँति 
पृथ्वीपर पड़कर भगवानको प्रणाम किया और विनीत 
भावसे कहा--'प्रभो ! आपके दर्शनसे मैं धन्य और 
कृतार्थ हो गया । देवकीनन्दन ! पहले अवतारसे ही मैं 
आपका दास हूँ। गोविन्द ! पूर्वकालमें जो मैंने युद्धकी 
अभिलाषा की थी, उसीको आज आपने पूर्ण किया है। 
जगन्नाथ ! करुणाकर ! मैंने मोहवश अपने स्वामीके 

साथ जो यह युद्ध किया है, उसे आप क्षमा करें।' 
ऐसा कहकर जाम्बवान्‌ पैरोंमें पड़ गये और बारंबार 
नमस्कार करके उन्होंने भगवानको रलमय सिंहासनपर 
विनयपूर्वक बिठाया। फिर शरत्कालके कमलसदूश 
सुन्दर एवं कोमल चरणोंको उत्तम जलसे पखारकर 


* अरचयस्व हषीकेशं यदोच्छसि परं पदम्‌ « 


[ सांक्षप्त पद्मपुराण 


मधुपर्ककी विधिसे उन यदुश्रेष्ठका पूजन किया। दिव्य 
वस्र और आभूषण भेंट किये। इस प्रकार विधिवत्‌ 
पूजा करके अमित-तेजस्वी भगवानको अपनी जाम्बवती 
नामवाली लावण्यमयी कन्या पलीरूपसे दान कर दी। 
साथ ही अन्यान्य श्रेष्ठ मणियॉसहित स्यमन्तकमणि भी 
दहेजमें दे दी । विपक्षी वीरोंका दमन करनेवाले भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने वहीं प्रसन्नतापूर्वक जाम्बवतीसे विवाह किया 
और जाम्बवानको उत्तम मोक्ष प्रदान किया। फिर 
जाम्बबतीको साथ ले गुफासे बाहर निकलकर खे 
द्वारकापुरीको गये। वहाँ पहुँचकर यदुश्रेष्ठ श्रीकृष्णने 
सत्राजित्‌को स्यमन्तकमणि दे दी और सत्राजितने उसे 
अपनी कन्या सत्यभामाको दे दिया । भादोंके शुक्तपक्षमें 
चतुर्थीको चन्द्रमाका दर्शन करनेसे झूठा कलङ्क लगता 
है; अतः उस दिन चन्द्रमाको नहीं देखना चाहिये । यदि 
कदाचित्‌ उस तिथिको चन्द्रमाका दर्शन हो जाय तो इस 
स्यमन्तकमणिकी कथा सुननेपर मनुष्य मिथ्या कलङ्कसे 
छूट जाता है। मद्र्राजकी तीन कन्याएँ थीं-- 
सुलक्ष्मणा, नाम्रजिती और सुशीला। इन तीनोंने 
स्वयंरमें भगवान्‌ श्रीकृष्णका वरण किया और एक ही 
दिन भगवानने उन तीनोके साथ निराह किया। इस 
अकार महात्मा श्रीकृष्णके रुक्मिणी, सत्यभामा, 
कालिन्दी, मित्रचिन्दा, जाम्बवती, नाग्रजिती, सुलक्ष्मणा 
और सुशीला--ये आठ पटरानियाँ थीं। 

नरकासुर नामक एक महान्‌ पराक्रमी राक्षस था, 
जो भूमिसे उत्पन्न हुआ था। उसने देवराज इन्द्र तथा 
सम्पूर्ण देवताओंको युद्धमें जीतकर देवमाता अदितिके 
दो तेजस्वी कुण्डल छीन लिये थे। साथ ही देवताओंके 
भति-भातिके रत्र, इन्द्रका ऐरावत हाथी, उच्चैःश्रवा 
घोड़ा, कुबेरके मणि-माणिक्य आदि तथा पद्मनिधि 
नामक शाङ्घ भी ले लिये थे। वह आकाएमें विचरण 
करनेवाला था और आकाइमें ही नगर बनाकर उसके 
भीतर निवास करता था । एक दिन सम्पूर्ण देवता उसके 
भयसे पीड़ित हो शचीपति इन्द्रको आगे करके अनायास 
ही महान्‌ कर्म करनेवाले भगवान्‌ श्रीकृष्णकी इारणमें 
गये। श्रीकृष्णने भी नरकासुरकी सारी चेष्टा सुनकर 


उसरखण्ड ] 


2५७०५५४४५७ ७७७७५७ ७७७७४ 


« भगयानके अन्यान्य विवाह, स्पमन्तक-कथा, नरकासुर-वंध तथ्या पारिजातहरण + 


९८१ 


७७७७७ ४५५५००५५५०७७०५*५४५४$४४०#७५४०५०४ ४४४» ०४/०&29#0# «४9 #००४:%९०००9७//*“#2““* टै९४. 


देवताओंको अभयदान दे घिनतानन्दन गरुड़का स्मरण 
किया। सर्वदेववन्दित महाबली गरुड़ उसी समय 
भगवान्‌के सामने हाथ जोड़े उपस्थित हो गये। भगवान्‌ 
सत्यभामाके साथ गरुड्पर सवार हुए और मुचियोके द्वारा 
अपनी स्तुति सुनते हुए उस राक्षसके नगरमें गये। जैसे 
आकाशरमें सूर्यका मण्डल देदीप्यमान होता है, उसी 
अकार उसका नगर भी उद्धासित हो रहा था। उसमें 
दिव्य आभूषण धारण किये बहुत-से राक्षस निवास 
करते थे। बह नगर देबताओके लिये भी दुभेद्य था। 
भगवानूने उसके कई आवरण देख चक्रसे उन्हें काट 
डाला, ठीक उसी तरह, जैसे सूर्य अन्धकारको नष्ट कर 
देते हैं। आवरण कट जानेपर समस्त राक्षस शूल उठाये 
सैकड़ों और हजारोंके झुंड बनाकर युद्धके लिये चले । 
विजयकी अभिलाषा रखनेवाले निशाचर तोमर, 
भिन्दिपाल और पट्टिश आदि अख-शख्रोंसे भगवान्‌ 
श्रीकृष्णपर प्रहार करने लगे । तब भगवान्‌ श्रीकृष्णने भी 
आर्ङ्गधनुष लेकर उनके दिव्य अख्न-शस्त्रोंको काट डाला 
तथा अभिके समान तेजस्वी बाणोंसे उन सबका संहार 
आरम्भ किया। इस अकार समस्त राक्षस मारे जाकर 
पृथ्बीपर गिर पड़े। सम्पूर्ण दानवॉका वध करके 
कमलनयन भगवान्‌ पुरुषोत्तमने पाञ्चजन्य नामक महान्‌ 
शङ्ख बजाया। 

काङ्खनाद सुनकर पराक्रमी दैत्य नरकासुर दिव्य 
रथपर आरूढ़ हो भगवानसे युद्ध करनेके लिये आया । 
उन दोनॉमें अत्यन्त भयङ्कर घमासान युद्ध हुआ, जो 
रोंगटे खड़े कर देनेवाला था। बे दोनों बरसते हुए 
मेघोंकी भाँति हजारों बाणोकी झड़ी लगा रहे थे। इसी 
जीचमें सनातन भगवान्‌ वासुदेवने अर्द्धचन्द्राकार बाणसे 
उस राक्षसका धनुष काट दिया और उसकी छातीपर 
महान्‌ दिव्यास्त्रका अहार किया । उससे हृदय विदीर्ण हो 
जानेके कारण वह महान्‌ असुर पृथ्वीपर गिर पड़ा । तब 
भूमिकी ार्थनासे भगवान्‌ श्रीकृष्ण उस राक्षसके समीप 
गये और बोले--'तुम कोई वर माँगो ।' यह सुनकर 
राक्षसने गरुड़पर बैठे हुए भगवान्‌ श्रीकृष्णसे कहा-- 
“सम्पूर्ण भूतोंके स्वामी श्रीकृष्ण ! मुझे वरदानकी कोई 


आवस्यकता नहीं । फिर भी दूसरे लोगोके हितके लिये 
आपसे एक उत्तम वर माँगता हूँ। मधुसूदन ! जो मनुष्य 
मेरी मृत्युके दिन माङ्गलिक स्नान करें, उन्हें कभी नरककी 
प्राप्ति न हो।' 

“एवमस्तु' कहकर भगवानने उसे वह वर दे दिया । 
नरकासुरने ब्रह्मा और शिव आदि देवताओंद्रार पूजित, 
वज्र एवं वैदूर्यमणिसे बने हुए नृपुरोसे सुशोभित तथा 
झारत्कालके खिले हुए कमलसदुश कोमल भगवचरणोंका 
दर्शन करते हुए अपने प्राणोंका परित्याग किया और 
श्रीहरिका सारूप्य प्राप्त कर लिया । तदनन्तर सम्पूर्ण 
देवता और महर्षि आनन्दम हो भगवानके ऊपर 
फूलोकी वर्षा और स्तुति करने लगे। इसके बाद 
कमलनयन श्रीकृष्णने नरकासुरके नगरमें प्रवेश किया 
और उसने बलपूर्वक जो देवताओंका धन लूट लिया 
था, वह सब उन्हें वापस कर दिया । देवमाता अदितिके 
दोनों कुण्डल, उच्चैःश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी और 
दीप्तिमान्‌ मणिमय पर्वत--ये सारी वस्तुएँ भगवानने 
इन्द्रको दे दीँ। बलवान्‌ नरकासुरने समस्त राजाओंको 
जीतकर सभी राष्ट्रॉसे जो सोलह हजार कन्याओका 
अपहरण किया था, ने सब-की-सब उसके अन्तःपुरमें 
कैद थीं। सैकड़ों कामदेवकी शोभाको तिरस्कृत 
करनेवाले महापराक्रमी श्रीकृष्णको देखकर उन सबने 
उन्हें अपना पति बना लिया। तब अनन्त रूप धारण 
करनेवाले भमवान्‌ गोविन्दने एक ही लम्रमें उन सबका 
पाणिग्रहण किया। नरकासुरके सभी पुत्र पृथ्वीदेवीको 
आगे करके भगवान्‌ गोनिन्दकी शरणमें गये! तब 
दयानिधान भगवानने उन सबकी रक्षा की और पृथ्वीके 
वचनॉका आदर करते हुए उन्हें नरकासुस्के राज्यपर 
स्थापित कर दिया । तत्पश्चात्‌ उन सभी सुन्दरी खिर्योको 
इन्द्रके विमानपर बिठाकर देनदूतोंके साथ द्वारकामें भेज 
दिया । इसके बाद सत्यभामाके साथ गरुड़पर आरूढ़ हो 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण देवमाताका दर्शन करनेके लिये 
स्वर्गलोकर्मे गये । अमरावतीपुरीमें पहुँचकर महाबली 
श्रीकृष्ण पलीसहित गरुड़से उतरे और देनताओंकी 
वन्दनीया माता अदितिके चरणोंमें उन्होंने प्रणाम किया । 


२९८२ 


* अर्चयस्व हृषीकेश यदीच्छसि परं यदम्‌ + 


[ संक्षिप्त परुपुराण 


पुत्रनत्सला माताने भगवानको दोनों हाथॉसे पकड़कर 
छातीसे लगा लिया और एक श्रेष्ठ आसनपर बिठाकर 
उन्होंने भक्तिपूर्वक भगवानका पूजन किया ! तत्पश्चात्‌ 
आदित्य, वसु, रुद्र और इन्द्र आदि देवताओंने भी 
परमेश्वरका यथायोग्य पूजन किया । उस समय यशस्विनी 
सत्यभामा शचीके महलमें गर्यी। वहाँ इन्द्राणीने उन्हें 
सुखमय आसनपर निठाकर उनका भलीभाति पूजन 
किया । उसी समय सेवकोने इन्द्रकी प्रेरणासे पारिजातके 
सुन्दर फूल ले जाकर झचीदेवीको भेंट दिये । सुन्दरी 
'शचीने उन फूलोंको लेकर अपने काले एवं चिकने केशॉमें 
गुँथ लिया और सत्यभामाकी अवहेलना कर दी । उन्होंने 
सोचा--'ये फूल देवताओके योग्य हैं और सत्यभामा 
मानुषी हैं, अतः ये इन फूलॉकी अधिकारिणी नहीं हैं ।' 
ऐसा विचार करके उन्होने वे फूल सत्यभामाको नहीं दिये । 
सत्यभामा क्रोधमें भरकर इन्द्राणीके घरसे चली 
आयी और अपने स्वामीके पास आकर बोलीं 
“यदुश्रेष्ठ ! उस शचीको पारिजातके फूलॉपर बड़ा घमंड 
है। उसने मुझे दिये बिना ही सब फूल अपने ही केशोमें 
धारण कर लिये हैं।' सत्यभामाकी यह बात सुनकर 
महाबली वासुदेवने पारिजातका पेड़ उखाड़ लिया और 
उसे गरुड़की पीठपर रखकर खे सत्यभामाके साथ 
द्वारकापुरीकी ओर चल दिये । यह देख देवराज इन्द्रको 
बड़ा क्रोध हुआ। और वे देवताओंको साथ लेकर 
भगवान्‌ जनार्दनपर अस्त्र-शस्त्रॉकी वर्षा करने लगे, मानो 
मेघ किसी महान्‌ पर्वतपर जलकी बुँदे बरसा रहे हों। 


भगवान्‌ श्रीकृष्णके चक्र और गरुड़जीके पंखोंकी मारसे 
देवता परास्त हो गये और इन्द्र भयभीत होकर गजराज 
ऐरावतसे नीचे उतर पड़े तथा गद्रद काणीसे भगवानकी 
स्तुति करके बोले- “श्रीकृष्ण ! यह पारिजात देबताओंके 
उपभोगमें आने योग्य है। पूर्वकालमें आपने ही इसे 
देवताओकि लिये दिया था ! अन यह मनुष्यलोकमें कैसे 
रह सकेगा ?' तब भगवानने इन्द्रसे कहा--'देवराज ! 
तुम्हारे घरमें शचीने सत्यभामाका अपमान किया है। 
उन्होंने इनको पारिजातके फूल न देकर स्वयं ही उन्हे 
अपने भस्तकमें धारण किया है। इसलिये मैने 
पारिजातका अपहरण किया है। मैंने सत्यभामासे प्रतिज्ञा 
की है कि मैं तुम्हारे घरमें पारिजातका वृक्ष लगा दूँगा; 
अतः आज यह पारिजात तुम्हें नहीं मिल सकता । मैं 
मनुष्योके हितके लिये उसे भूतलपर ले जाऊँगा। 
जबतक में वहाँ रहूँगा, मेरे भवनमें पारिजात भी रहेगा । 
मेरे परमधाम पधारनेपर तुम अपनी इच्छाके अनुसार इसे 
ले लेना। इन्द्रने भगवानको नमस्कार करके कहा-- 
“अच्छा, ऐसा ही हो।' यों कहकर वे देवताऑके साथ 
आपनी पुरीमे लौट गये और भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
सत्यभामादेवीके साथ गरुड्पर बैठकर द्वारकापुरीमें चले 
आये। उस समय मुनिगण उनकी स्तुति करते थे। 
सर्वव्यापी भगवान्‌ श्रीहरि सत्यभामाके निकट देववृक्ष 
पारिंजातकी स्थापना करके समस्त भार्याओकि साथ 
विहार करने लगे। विश्वरूपधारी मधुसूदन रात्रिमें इन 
सभी पत्रियोंके घरोंमें रहकर उन्हें सुख प्रदान करते थे । 


नच शर च्च 


अनिरुद्धका ऊषाके साथ विवाह 


महादेखजी कहते हैं--पार्वती ! भगवान्‌ एक नील कमल-दलके समान श्यामसुन्दर तरुण 
श्रीकृष्णके रुक्मिणीके गर्भसे प्रद्युम्न उत्पन्न हुए, जो पुरुषको देखा। ऊषाने स्वप्रमें ही उस पुरुषके साथ 
कामदेवके अंशसे प्रकट' हुए थे! वे बडे बलवान्‌ थे। प्रेमालाप किया और जागनेपर उसे सामने न देख वह 
उन्होंने शम्बरासुरका वध किया था। उनके रुंक्मीकी पागल-सी हो उठी तथा यह कहती हुई कि “तुम मुझे 
पुत्रीके गर्भसे अनिरुद्धका जन्म हुआ। अनिरुद्धने भी अकेली छोड़ कहाँ चले गये ?' वह भांति-भाँतिसे 
आणासुरकी कन्या ऊषाके साथ विवाह किया। उस विलाप करने लगी । ऊषाकी एक चित्रलेखा नामकी 
बिवाहकी कथा इस प्रकार है--एक दिन ऊषाने स्वम्रमे सखी थी | उसने उसकी ऐसी अवस्था देखकर पूछा-- 


उत्तरखण्ड ] 


222 ९१५९ ७५ ^ ५५: ५% ९ «५५ 9 ५५9 »+# ४४ #*# ५४५१ ५४४५४ ५ ५ ४४४ ४५.५ ५४-४४ ४४४४ ९९४ ४४९५ ‰ ‰ ४ ४ # ५ ४४४-४ ‰.* ४ ९४४-४९ ८४.2.4९... 


+ अनिरुद्धका ऊषाके साथ विवाह » 


९८३ 


७००००००३०३००००००००००९%०००%००००००३००००००००० 


“सखी ! क्या कारण है कि तुम्हारा मन विक्षिप्त-सा हो 
रहा है ?' ऊषाने स्वप्नमें मिले हुए पतिके विषयकी सारी 
बातें सच-सच बता दीं। 

चित्रलेखाने सम्पूर्ण देवताओं और श्रेष्ठ मनुष्योके 
चित्र वस्तरपर अङ्कित करके ऊषाको दिखलाये। 
यदुकुलमें जो श्रीकृष्ण, बलभद्र, प्रद्युप्र और अनिरुद्ध 
आदि सुन्दर पुरुष थे, उनके चित्र भी उसने कषाके 
सामने प्रस्तुत किये। ऊषाने उनमेंसे श्रीकृष्णको उससे 
मिलता-जुलता पाया। अतः उन्हीँकी परम्परामें उनके 
होनेका अनुमान करके उसने उधर ही दृष्टिपात किया। 
श्रीकृष्णके बाद प्रद्युप्र और प्रद्यु्रके बाद अनिरुद्धको 
देखकर वह सहसा बोल उठी---'यही है, यही है' ऐसा 
कहकर उसने अनिरुद्धके चित्रको हृदयसे लगा लिया। 
तब चित्रलेखा दैत्योंकी बहुत-सी मायाविनी खियोंको 
साथ ले द्वारकामे गयी और रातके समय अन्त्तःपुरमें 
सोये हुए अनिरुद्धको मायासे मोहित करके नाणासुरके 
'महलमेँ लाकर ऊषाकी शय्यापर सुला दिया। जागनेपर 
अनिरुद्धने अपनेको अत्यन्त रमणीय और स्वच्छ 
पलेगपर सोया हुआ पाया। पास ही समस्त शुभ 
लक्षणोंसे सम्पन्न विचित्र आभूषण, वस्न, गन्ध और 
माला आदिसे अलङ्कुत तथा सुवर्णके समान रंग और 
सुन्दर केशोंबाली ऊषा बैठी हुई थी । तदनन्तर ऊषाकी 
म्रसन्नतासे अनिरुद्ध उसके साथ रहने लगे। 

इस प्रकार लगातार एक मासतक अनिरुद्ध ऊषाके 
साथ महलमें रहे । एक दिन अन्तःपुरमें रहनेवारी कुछ 
बूढ़ी खियेनि उन्हें देख लिया और राजा बाणासुरको 
इसकी सूचना दे दी। यह समाचार सुनते ही राजाकी 
आँखें क्रोधसे लाल हो गयीं। उसने अत्यन्त विस्मित 
होकर अपने सेवकॉको भेजा और यह आदेश दिया कि 
“उसे यहीं पकड़ लाओ।' सेवक राजाके महल्पर चढ़ 
गये और राजकुमारीके झायनागारमें सोये हुए अनिरुद्धको 
पकड़नेके लिये आगे बढ़े। अपनेको पकड़नेके लिये 
आते देख अनिरुद्धने खिलवाड़में ही महलका एक 
खम्भा उखाड़ लिया और उसीसे मार-मारकर दो ही 
घड़ीमें उन सबका कचूमर निकाल डाला। अपने 


सेवकोको मारा गया देख दैत्यज बाणासुरको 
अनिरुद्धके विषयमें बड़ा कौतूहलं हुआ । इतनेमें हीं 
देवर्षि नारदे आकर बताया कि से श्रीकृष्णके पौत्र 
अनिरुद्ध हैं। यह सुनकर धनुष ले वह स्वयं ही 
अनिरुद्धको पकड्नेके लिये उनके समीप आया । हजार 
भुजाओसे युक्त दैत्यराजको युद्धके लिये आते देख 
अनिरुद्धने भी एक परिघ घुमाकर बाणासुरके ऊपर 
फेंका; किन्तु उसने नाण मारकर उस परिघको काट 
दिया । तत्पश्चात्‌ सर्पाखसे अनिरुद्धको अच्छी तरह 
बाँधकर दैत्यराजने उन्हें अन्तःपुरमें ही कैद कर लिया । 
इधर देवर्षि नारदके मुखसे यह सारा समाचार 

ज्यो-का-त्यो जानकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण भी बलदेवजी, 
प्र्युप्न तथा अपनी सेनाके साथ पक्षिराज गरुड़पर 
आरूढ़ हो बाणासुरके बाहुनलका उच्छेद करनेके लिये 
आ पहुँचे। पूर्वकालमें नलिपुत्र नाणासुरने भगवान्‌ 
झङ्कूरकी आरघना की थी । इससे असन्न होकर भगवान्‌ 
शङ्करने उसे वर माँगनेको कहा । तब उसने महेश्वरसे यही 
चर माँगा था कि “आप मेरे नगर-द्वारपर सदा रक्षाके 
लिये मौजूद रहें और जो शत्नुओंकी सेना आवे, उसका 
संहार करें।' 'तथास्तु' कहकर भगवान झंकरने उसकी 
प्रार्थना स्वीकार की तथा वे अपने पुत्र और पार्षदोंके 
साथ अख्न-शस्त्र लिये उसके नगर-द्वारपर सदा 
विराजमान रहने लगे । उस समय जन-भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
यादवॉकी बहुत बड़ी सेनाको साथ लेकर यहाँ आये. तो 
उन्हें देखकर भगवान्‌ शंकर भी वृषभपर आरूढ़ हो सब 
प्रकारके अख्न-शख्त्र लिये अपने पुत्र और पार्षदोसहित 
युद्धके लिये निकले । वे हाथीका चमड़ा पहने, कपाल 
धारण किये, सब अङ्गोमें विभूति रमाये और प्रज्वलित 
'सपाँका आभूषण पहने शोभा पा रहे थे। उनका श्रीअङ्ग 
पिङ्गल वर्णका था । उनके तीन नेत्र थे। जे अपने हाथमें 
त्रिशूल लिये हुए थे । उन्होंने सम्पूर्ण भूतगणोंका संगठन 
कर रखा था। वे समस्त प्राणियोंके लिये भयदायक 
अतीत होते थे। उनका तेज प्रलयकालीन अमिके समान 
जान पड़ता था। वे अपने दोनों पुत्रों और समस्त 
पार्षदेकि साथ उपस्थित थे । त्रिपुरका नाश करनेवाले उन 


९८४ 


* अर्चयस्व हफीकेश यदीच्छसि परे फ्दम्‌ + 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


4५८५५६५९५५ ३८७७६७३७३३ ७ ३३३७७ ७७७६७७० ७९७७७७७ ७४७७७७ ७७ ७४७७७५७८७५०७५६७७४ ७७४७७७७७६७ ८७७ 


भगवान्‌ भूतनाथको सामना करनेके लिये आया देख 
भगान्‌ श्रीकृष्णने सेनाको तो बहुत दूर पीछे ही ठहरा 
दिया और स्वयं बलभद्र एवं प्रद्युत्रसहित निकट आकर 
चे हँसते-हँसते भगवान्‌ शङ्करजीके साथ युद्ध करने 
छगे। उन दोनोंमें घोर युद्ध हुआ। पिनाक और 
आाङ्गघनुषसे छूटे हुए बाण प्ररुयाग्रिके समान भयंकर 
जान पड़ते थे। बलरामजी गणेशजीके साथ और प्रद्युम्न 
कार्तिकियजीके साथ भिड़ गये। दोनों पक्षोंके योद्धा 
महान्‌ पराक्रमी और सिंहके समान उत्कट बलवाले थे। 
गणेशजीने अपने दाँतसे बलरामजीकी छातीमें प्रहार 
किया, तब बलरामजीने मूसल उठाकर उनके दाँतपर दे 
मारा । मूसरूकी मार पड़ते ही गणेशजीका दाँत टूट गया 
और वे चूहेपर चढ़कर रणभूमिसे भाग खड़े हुए। तभीसे 
डूंटे हुए दाँतवाले गणेशजी इस लोकमें तथा देवता, 
दानव और गन्धर्वेकि यहाँ 'एकदन्त'के नामसे प्रसिद्ध 
हुए। कार्तिकियजी प्रद्युप्रके साथ युद्ध कर रहे थे। हल 
धारण करनेवाले बलरामजीने मूसलकी मारसे 
शिबगणोंको युद्धभूमिसे भगा दिया । 
भगवान्‌ शिव श्रीकृष्णसे बहुत देरतक युद्ध करते 
रहे । इसके बाद उन्होंने क्रोधसे लाल-लाल आँखें करके 
अपने बाणपर अत्यन्त प्रज्वलित तापज्चरका आधान 
किया और उसे भगवान्‌ श्रीकृष्णपर छोड़ दिया; किन्तु 
श्रीकृष्ण शीतज्वरसे उस अख्नका निवारण कर दिया। 
इस प्रकार श्रीहरि और हरके छोड़े हुए वे दोनों ज्वर 
उन्हींकी आज्ञासे मनुष्यलोकमें चले गये। जो मानव 


श्रीहरि और शङ्करके युद्धका वृत्तान्त सुनते हैं, वे रह 


मुक्त होकर नीरोग हो जाते हैं। 

इसके बाद दैत्यसज बाणासुर रथपर सवार हो 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके साथ युद्ध करनेके लिये आया; 
किन्तु भगवानने अपने चक्रसे उसकी भुजाएँ काट 
डालीं। यह देख भगवान्‌ शङ्करने कहा--'प्रभो ! यह 
बाणासुर राजा बलिका पुत्र है। मैंने इसे अमरत्वका 
वरदान दिया है। यदुश्रेष्ट ! आप मेरे उस वरदानकी रक्षा 
करें और इस बलिकुमारके अपराधोंको क्षमा कर दें।' 
“बहुत अच्छा' कहकर भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपने चक्रको 
समेट लिया और प्राणोंके सङ्कटमेँ पड़े हुए बाणासुरको 
छोड़ दिया। उसको छुड़ाकर उत्तम ब्रतका पालन 
करनेवाले भगवान्‌ शङ्कर वृषभपर सवार हो कैलासपर 
चले गये। फिर बाणासुरने महाबली बलराम और 
श्रीकृष्णको नमस्कार किया और उन दोनोंके साथ नगरमें 
जाकर अनिरुद्धको बन्धनसे मुक्त कर दिया। तत्पश्चात्‌ 
उसने दिव्य वस्थाभूषणोंसे पूजा करके कृष्णपौत्र 
अनिरुद्धको अपनी कन्या ऊषाका दान कर दिया। 
अनिरुद्धका विधिपूर्वक विवाह हो जानेके पश्चात्‌ 
बाणासुरने प्रद्युप्ततहित बलराम और श्रीकृष्णका भी 
पूजन किया। फिर भगवान्‌ जनार्दन ऊषा और 
अनिरुद्धको एक दिव्य रथपर बिठाकर द्वारकाकी ओर 
प्रस्थित हुए। बलराम, प्रद्युम्न और सेनाके साथ श्रीहरिने 
अपनी रमणीय पुरीमें प्रवेश किया । वहाँ अनिरुद्ध अनेक 
रल्रद्वारा निर्मित मनोहर भवनमें बाणपुत्री ऊषाके साथ 
भाँति-भाँतिके भोगोंका उपभोग करते हुए निरन्तर 
असन्नतापूर्चक निवास करने लगे। 


पौण्ड्क, जरासन्ध, शिशुपाल और दन्तवक्त्रका वध, व्रजवासियोकी मुक्ति, सुदामाको 
ऐश्वर्य-प्रदान तथा यदुकुलका उपसंहार 


महादेवजी कहते हैं--पार्वती ! काशीका राजा 
चौण्ड्रकवासुदेव काशीपुरीके भीतर एकान्त स्थानमें 
बैठकर बारह वर्षोतक बिना कुछ खाये-पिये मेरी 
आराधनामें संलम हो पञ्चाक्षर मन्त्रका जप करता रहा। 
उस समय बह अपने नेत्ररूपी कमलसे मेरी पूजा करता 
था। तब मैंने अत्यन्त प्रसन्न होकर उससे वर माँगनेके 


लिये कहा। वह बोला--'मुझे वासुदेवके समान रूप 
अदान कीजिये ।' यह सुनकर मैंने उसे शङ्ख, चक्र, गदा 
और पद्मसहित चार भुजाएँ, कमलदलके समान विशाल 
नेत्र, किरीट, मणिमय कुण्डल, पीत वस्त्र तथा 
कौस्तुभमणि आदि चिह्न प्रदान किये । अन वह अपनेको 
वासुदेव बताकर सब लोगोंको मोहमें डालने लगा । एक 


उत्तरखण्ड ] 


« पौण्ड्क आदिका वध, सुदामाको ऐश्वर्य-प्रदान तथा यदुकुलका उपसंहार « 


७७९००९७०१०५०९७००००००००००७७०००७०:९००३०९७००-५:००५००,७५०-०००:९०-७०००--७००-७००-७०:७-०७९१०००९००-७००-०००१७०७७-०-०:९-०-०१-०३:३-९७-००-०-९००७.९:९७. 


९८५ 


दिन अभिमान और बलसे उन्मत्त हुए काशिराजके पास 
देवर्षि नारदने आकर कहा--'मूढ़ ! वसुदेवनन्दन 
श्रीकृष्णपर विजय पाये बिना तू वासुदेव नहीं हो सकता ।' 
इतना सुनते ही वह उसी समय श्रीकृष्णको जीतनेके लिये 
गरुड्पताकासे युक्त रथपर आरूढ़ हो चारों अज्ञोंसे युक्त 
अक्षौहिणी सेनाके साथ यात्रा करके द्वारकामें जा पहुँचा । 
वहाँ नगरद्वारपर सुवर्णमय रथमें बैठे हुए पौण्ड्रकने 
श्रीकृष्णके पास दूत भेजा और यह सन्देश दिया कि “मैं 
वासुदेव हूँ तथा युद्धके लिये यहाँ आया हूँ । मुझपर 
विजय पाये बिना तुम वासुदेव नहीं कहल सकते ।' 
उसका सन्देश सुनकर भगवान्‌ श्रीकृष्ण गरुड़पर आरूढ़ 
हुए और पौण्ड्कसे युद्ध करनेके लिये नगरद्वारपर आये । 
वहाँ उन्होंने अक्षौहिणी सेनाके साथ रथपर बैठे हुए झक, 
चक्र, गदा और पद्म धारण करनेवाले पौण्डूकको देखा । 
फिर तो शार्ङ्गधनुष हाथमें ले प्रलयाम्निके समान तेजस्वी 
बाणोंसे रथ, हाथी, घोड़े और पैदलसहित उसकी बहुत 
बड़ी अक्षौहिणी सेनाको भगवानले दो ही घड़ीमें भस्म कर 
डाला । एक बाणसे उसके हाथोंमें चिपके हुए शङ्क, चक्र 
और गदा आदि रख्रोंको भी लीलापूर्वक काट दिया । 
फिर पवित्र सुदर्शनचक्रसे उसके किरीट-कुण्डलयुक्त 
मस्तकको काटकर उन्होंने काशीके अन्तःपुरमें गिरा 
दिया । उस मस्तकको देखकर समस्त काशीनिवासी बहुत 
विस्मित हुए। 

उधर मगधराज जरासन्ध कंसवधके पश्चात्‌ 
यादबोंसे द्वेषभाव रखते हुए ही उन्हें सदा पीड़ा दिया 
करता था। इससे दुःखित होकर यादवोंने श्रीकृष्णसे 
उसको चेष्टाएँ बतलायीं। तब भगवान्‌ श्रीकुष्णने 
भीमसेन और अर्जुनको बुलाकर परामर्दा किया--'इस 
जरासन्धने महादेवजीकी आराधना की है; अतः उनकी 
कृपासे यह रारुोद्रार नहीं मारा जा सकता । किन्तु 
किसी-न-किसी प्रकार इसका अध करमा आवस्यक 
है।' फिर कुछ सोचकर भगवान्ने भीमसेनसे कहा-- 
“तुम उसके साथ मल्कूयुद्ध करो।' भीमसेनने ऐसा 
करनेकी प्रतिशा की। तब सम्पूर्ण चराचर जगत्‌के 
बन्दनीय भगवान्‌ वासुदेव भीम और अर्जुनको साथ ले 


जरासन्धकी पुरीमें गये और वहाँ ब्राह्मणका वेष धारण 
करके उन सबने राजाके अन्तःपुरमें प्रवेश किया । उन्हें 
देखकर जरासन्धने साष्टाङ्ग प्रणाम किया और योग्य 
आसनोंपर बिठाकर मधुपर्ककी विधिसे उनका पूजन 
करके कहा--'द्विजवरो ! मैं घन्य हूँ, कृतकृत्य हूँ! 
आपलोग किस लिये मेरे समीप पधारे हैं ? उसे बतावें। 
मैं आपलोगॉको सब कुछ दूँगा? तब उनमेंसे भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने हँसकर कहा--“राजन्‌! हम क्रमशः 
श्रीकृष्ण, भीमसेन और अर्जुन हैं तथा युद्धके लिये 
तुम्हारे पास आये हैं। हममेंसे किसी एकको द्वन्द्र-युद्धके 
लिये स्वीकार करो ।' 'बहुत अच्छा' कहकर उसने उनकी 
बात मान ली और इन्द्र-युद्धके लिये भीमसेनका वरण 
किया। फिर तो भीमसेन और जरासन्धमें अत्यन्त 
भयंकर मल्रूयुद्ध हुआ, जो लगातार सत्ताईस दिनॉतक 
चलता रहा। उसके बाद श्रीकृष्णके संकेतसे भीमसेने 
उसके शरीरको चीर डाला और दो टुकड़े करके उसे 
पृथ्वीपर गिरा दिया । इस प्रकार पाण्डुनन्दन भीमके द्वारा 
जरासन्धका वध कराकर उसके कैद किये हुए 
राजाओंको भी भगवानते मुक्त किया । वे राजा भगवान्‌ 
मधुसूदनको प्रणाम और उनकी स्तुति करके उनके द्वारा 
सुरक्षित हो अपने-अपने देशॉंको चले गये । 

तदनन्तर भगवान्‌ वासुदेवने भीमसेन और अर्जुनके 
साथ इन्द्रभस्थमे जाकर महाराज युधिष्ठिरसे राजसूय 
नामक महान्‌ यज्ञका अनुष्ठान कराया। यज्ञ समाप्त 
होनेपर युधिष्टिरने भीष्मजीकी अनुमतिसे अअपूजाका 
अधिकार श्रीकृष्णको ही दिया--सर्वप्रथम उन्हीँकी पूजा 
की । उस समय शिशुपालने श्रीकृष्णके प्रति नहुत-से 
आक्षेपयुक्त बचन कहे। तब श्रीकृष्णने सुदर्शनचक्रके 
द्वारा उसका मस्तक काट डाला। बह तीन जन्मॉकी 
समाप्तिके बाद उस समय श्रीहरिके सारूप्यको प्राप्त 
हुआ। रिशुपालको मारा गया सुनकर दन्तवक्त्र 
श्रीकृष्णसे युद्ध करनेके लिये मधुरामें गया । यह सुनकर 
श्रीकृष्ण भी मथुरामें ही उससे युद्ध करनेके लिये गये। 
वहाँ मथुरापुरीके दरवाजेपर यमुनाके किनारे उन दोनोमें 
दिन-रात युद्ध होता रहा । अन्तमें श्रीकृष्णने दन्तवकत्रपर 


९८६ 


५ अर्चयस्व इषीकेझं यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पद्मपुरण 


टकटक ०७ »#»#४४5# ४०४ ४५०»४*% ७४७७2» ७७७७७» ७४5» »»»&&४»४$»७७०»७०५०७५४७४»७»४७४७७७७७७&&2*8#9*“9 शीमेमते 


गदासे प्रहार किया । उसकी चोट खाकर वज्रसे विदीर्ण 
हुए पर्वतकी भाँति उसका सारा शरीर चूर-चूर हो गया 
और वह प्राणहीन होकर पृथ्वीतलपर गिर पड़ा। 
दन्तवक्त्र भी योगियोंको प्राप्त होनेयोग्य नित्यानन्दमय 
सुखसे परिपूर्ण सनातन परमपदरूप भगवत्सायुज्यको 
आप्त हुआ। इस प्रकार जय और विजय सनकादिके 
ज्ञापके व्याजसे केवल भगवानकी लीलामें सहयोग 
देनेके लिये संसारमें तीन बार उत्पन्न हुए और तीनों ही 
जन्मॉर्मे भगवानके ही हाथसे उनकी मृत्यु हुई । इस तरह 
तीन जन्मोंकी समाप्ति होनेपर वे पुनः मोक्षको प्राप्त हुए। 
दन्तवक्त्रका बघ करनेके पश्चात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
यमुनाके पार हो नन्दके ब्रजमें गये और पहलेके 
पिता-माता नन्द और यशोदाको प्रणाम करके उन्होंने उन 
दोनोंको आश्वासन दिया। फिर नन्द और यशोदाने भी 
नेत्रॉसे आँसू बहाते हुए भगवानको हृदयसे लगाया! 
तत्पश्चात्‌ श्रीकृष्णने वहाँके समस्त बड़े-बूढ़े गोपॉको 
प्रणाम करके आश्वासन दिया और बहुमूल्य रल, वस्त्र 
त्तथा आभूषण आदि देकर ब्रजके समस्त निवासियोंको 
सन्तुष्ट किया । वहाँ रहनेवाले नन्दगोप आदि सब लोग 
तथा पशु-पक्षी और मृग आदि भी भगवानकी कृपासे 
स्त्री-पुत्रॉसहित दिव्यरूप धारण करके निमानपर बैठे 
और परम बैकुण्ठधामको चले गये । इस प्रकार समस्त 
त्रजनासियॉको अपना निरामय पद प्रदान करके भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण शोभामयी द्वारकापुरीमे आये, उस समय 
आकाशमें स्थित देवगण उनकी स्तुति कर रहे थे। 
द्वारकामें वसुदेव, उग्रसेन, संकर्षण, प्रद्युप्न, 
अनिरुद्ध और अक्रूर आदि यादब सदा भगवान्‌ 
श्रीकृष्णका पूजन किया करते थे। चे विश्वरूपधारी 
भगवान्‌ भाँति-भाँतिके दिव्य रलोद्दारा निर्मित मनोहर 
गृहॉमें कल्पवृक्षके फूलॉसे सजी हुई स्वच्छ एवं कोमल 
डाय्याऑपर सोलह हजार आठ रानियॉके साथ प्रतिदिन 
आनन्दका अनुभव करते थे। उन दिनों श्रीकृष्ण और 
नलरामजीका नालसखा एवं सहपाठी एक ब्राह्मण था, 
जो अत्यन्त दरिदतासे पीडित रहता था। एक दिन वह 
भीखमें मिला हुआ मुट्ठीभर चावल पुराने चिथड़ेमें 


बाँधकर भगवान्‌ वासुदेवसे मिलनेके लिये परम मनोहर 
द्वारका नगरीमें आया और रुक्मिणीके अन्तःपुरके 
दरवाजेपर जा क्षणभर चुपचाप खड़ा रहा । इतनेमें उसके 
ऊपर श्रीकृष्णकी दृष्टि पड़ी, उन्होंने ब्राह्मणको आया जान 
आगे बढ़कर उसकी अगवानी की और प्रणाम करके 
हाथ पकड़कर महलके भीतर ले जा उसे सुन्दर 
आसनपर बिठाया। बह बेचारा भयसे काँप रहा था। 
किन्तु भगवानने रुक्मिणीके हाथमें रखे हुए सुवर्णमय 
कलशके जलसे स्वयं ही उसके दोनों चरण धोकर 
मधुपर्कद्वारा उसका पूजन किया। फिर अमृतके समान 
मधुर अन्न-पान आदिसे ब्राह्मणको तृप्त करके उसके 
पुराने चिथड़ेमें बंधे हुए चावलोंको लेकर भगवान्ले 
हँसते-हँसते उनका भोग लगाया। उन्होंने ज्यों ही उन 
चावलोंको मुँहमें डाला, त्यों ही ब्राह्मणको प्रचुर धन, 
धान्य, वस्त्र एवं आभूषणोंसे युक्त महान्‌ ऐश्वर्य प्राप्त हो 
गया। किन्तु उस समय भगवानूसे खाली हाथ विदा 
होकर उसने अपने मनमें इस बातका विचार किया कि 
“इन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया ।' निवासस्थानमें पहुँचनेपर 
जब उसने अपने लिये धन-धान्यसे सम्पन्न गृह देखा तो 
उसे निश्चय हो गया कि यह सब श्रीहरिकी कृपासे ही 
आप्त हुआ है । ्ाह्मणने प्रसन्नचित्त होकर दिव्य बस्न एवं 
आभूषण आदिके द्वारा पत्रीके साथ समस्त कामनाओंका 
उपभोग किया और श्रीहरिकी प्रसन्नताके लिये नाना 
अकारके यज्ञॉका अनुष्ठान करके उन्हीके प्रसादसे वह 
परमधामको प्राप्त हुआ। 

धृतराष्ट्रके पुत्र दुर्योधनने छलपूर्वक जुआ खेलकर 
उसीके व्याजसे पाप्डबॉका सारा राज्य हड़प ल्या था 
और उन्हें अपने राज्यसे निर्वासित कर दिया था। इससे 
युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव अपनी 
पत्नी द्रौपदीके साथ महान्‌ वनमें जाकर वहाँ बारह 
वर्षांतक रहे । फिर एक सालतक उन्हें अज्ञातवास करना 
पड़ा। अन्तमें सब मत्स्यदेशके राजा विराटके भवनमें 
एकत्रित हुए और भगवान्‌ श्रीकृष्णकी सहायतासे 
धृतराष्ट्र-पुत्रॉके साथ युद्ध करनेको आये । अनेक देशोंसे 
आये हुए राजाओंके साथ परम पुण्यमय कुरुक्षेत्रमं जुरे 


उत्तरखण्ड ] 


हुए पाण्डवों और धृतराष्ट्र-पुत्रोंमें बहुत बड़ा संग्राम हुआ, 
जो देवताओंके लिये भी भयंकर था। उसमें श्रीकृष्णने 
अर्जुनके सारथिका काम किया और अपनी शक्ति 
अर्जुनमें स्थापित करके उनके द्वारा ग्यारह अक्षौहिणी 
सेनाओंसहित दुर्योधन, भीष्म, द्रोण तथा अन्यान्य 
राजाओंका वध कराकर उन्होंने पाण्डवोंको अपने 
राज्यपर स्थापित कर दिया। इस प्रकार पृथ्वीका सारा 
भार उतारकर भगवानने द्वारकापुरीमें प्रवेश किया । 
तदनन्तर कुछ कालके बाद एक वैदिक ब्राह्मण 
अपने मरे हुए, पाँच वर्षके बालकको लेकर द्वारकामें 
राजाके द्वारपर रखकर बहुत विलाप करने लगा । उसने 
श्रीकृष्णके प्रति बहुत आक्षेपयुक्त वचन कहे । श्रीकृष्ण 
उस आक्षेपको सुनकर भी चुप रहे। ब्राह्मण कहता 
गया--'मेरे पाँच पुत्र पहले मर चुके हैं । यह छठा पुत्र 
है। यदि श्रीकृष्ण मेरे इस पुत्रको जीवित नहीं करेंगे तो 
मैं इस राजद्वारपर आण दे दूूँगा। इसी समय अर्जुन 
भगवान्‌ श्रीकृष्णसे मिलनेके लिये द्वारकामें आये । वहाँ 
उन्होने पुत्रशोकसे विलाप करते हुए ग्राह्मणको देखा । 
उसका पाँच वर्षका बालक कालके मुखमें चला गया है, 
यह देखकर अर्जुनको बड़ी दया आयी। उन्होंने 
ब्राह्मणको अभयदान देकर प्रतिज्ञा की--'मै तुम्हारे 
पुत्रको जीवित कर दूँगा ।' उनसे आश्वासन पाकर ब्राह्मण 
प्रसन्न हो गया। उन्होंने मन्त्र पढ़कर अनेक 
'सञ्जीवनास््ॉका प्रयोग किया; किन्तु बह बालक जीवित 
न हुआ । इससे अपनी प्रतिज्ञा झूठी होती देख अर्जुनको 
बड़ा झोक हुआ और उन्होंने उस ब्राह्मणके साथ ही प्राण 
त्याग देनेका विचार किया। यह सब जानकर भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण अन्तःपुरसे बाहर निकले और उस वैदिक 
ब्राह्मणसे बोले--'मैं तुम्हारे सभी पुत्रॉको ला दूँगा ।' 
ऐसा कहकर उसे आश्वासन दे अर्जुनसहित गरुड़पर 
आरूढ़ हो ये विष्णुलोकमें गये । वहाँ दिव्य मणिमय 
मण्डपमें श्रोलक्ष्मीदेवीके साथ बैठे हुए भगवान्‌ 
नारायणको देखकर श्रीकृष्ण और अर्जुनने उन्हें नमस्कार 
किया । भगबान्‌ने उन दोनोंको आपनी भुजाओंमें कस 
लिया और पूछा--'तुम दोनों किस लिये आये हो ?' 


० पौण्डूक आदिका वम्‌, सुदामाको ऐश्वर्य-प्रदान तथा यदुकुलका उपसंहार » 


९८७ 


क क त हमा 


१७०:००:०५०:०:९००००००००१०१६ ०० 


श्रीकृष्णले कहा---'भगवन्‌ ! मुझे वैदिक ब्राह्मणके 
पुत्रको दे दीजिये।' तब भगवान्‌ नारायणने वैसी ही 
अवस्थामें स्थित अपने लोकमें विद्यमान ब्राह्मणपुत्रोंको 
श्रीकृष्णके हाथमें सौंप दिया । श्रीकृष्ण भी उन्हें गरुड़के 
कंघेपर बिठाकर प्रसन्नतापूर्वक अर्जुनसहित स्वयं भी 
गरुड़पर सवार हुए और आकारामें देबताओंके मुँहसे 
अपनी स्तुति सुनते हुए द्वारकापुरीमें आये । वहाँ पहुँचकर 
उन्होंने ब्राह्मणके छः पुत्र उन्हें समर्पित कर दिये तब वह 
अत्यन्त हर्षमें भरकर श्रीकृष्णको अभ्युदयकारक 
आशीर्वाद देने लगा। अर्जुनकी भी प्रतिज्ञा सफल हुई; 
इसलिये उनको भी बड़ा हर्ष था। उन्होंने भगवान्‌ 
श्रीकृष्णको नमस्कार करके महाराज युधिष्ठिरद्वार पालित 
अपनी पुरीकी राह ली। 

श्रीकृष्णके सोलह हजार रानियोकि गर्भसे कुल 
अयुत सहरू (एक करोड़) पुत्र उत्पन्न हुए थे। इस 
विषयमें कहते हैं---'श्रीकृष्णके एक करोड़ आठ सौ पुत्र 
थे। उन सबमें रुक्मिणीनन्दन प्रद्युप्र ही बड़े थे, असंख्य 
यदुरवंशियोंसे यह सारी पृथ्वी व्याप्त हो गयी थी। 

एक दिन समस्त यादवकुमार घूमनेके लिये 
नर्मदातटपर गये। वहाँ महर्षि कण्व तपस्या कर रहे थे। 
'यादवकुमारॉने जाम्बवतीके पुत्र साम्बको स्त्रीके वेषमें 
सजाकर उसके पेटमें एक लोहेका मूसल बाँध दिया! 
फिर धीरे-धीरे ऋषिके समीप आकर सबने नमस्कार 
किया और स्त्रीरूपधारी साम्नको आगे खड़ा करके 
पूछा--'मुने ! बताइये, इस स्त्रीके गर्भमें कन्या है या 
पुत्र ?' मुनिने मन-ही-मन सब बात जानकर क्रोधपूर्वक 
कहा--'अरे ! तुम सब लोग इसी मूसलसे मारे 
जाओगे!' यह सुनकर सबका हृदय उद्रि हो -उठा। 
उन्होने श्रीकृष्णके पास आकर महर्षिकी कही हुई सारी 
बातें कह सुनायों । श्रीकृष्णने उस ल्लोहेके मूसलको चूर्ण 
करके कुण्डमें डलवा दिया। उस चूर्णसे वज़के समान 
कठोर बड़े-बड़े सरकेडे उग आये । मूखलके चूर्ण होनेसे 
एक लोहा बच गया था, जो कनिष्ठिका अंगुलीके बराबर 
था। उसको एक मत्स्य निगल गया। उस मत्स्यको 
निषादने पकड़ा और उसके पेटसे उस मूसलावशेष 


९८८ 


» अर्चयस्व इवीकेश यदीच्छसि पर॑ पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


Shfeemenneeseeareseeenenseeeseansessee4s2se५००५५००५००५००५५०४४५०१५१४०४४५०५०५०१५॥#*॥५१४५.५* ९४४४४४५४४५ | 


लोहेको निकालकर बाणके आगेका फल बनवा लिया । 
कुछ दिनॉके बाद समस्त यादव परस्पर आक्षेपयुक्त वचन 
कहते हुए उन सरकंडोंद्वार एक दूसरेसे लड़कर नष्ट हो 
गये । भगवान्‌ श्रीकृष्ण युद्धसे श्रान्त होकर कल्पवृक्षकी 
छायामें सो रहे थे। उसी समय वह निषाद घनुष-नाण 
लेकर शिकार खेलनेके लिये आया । भगवान्‌ श्रीकृष्णके 
सिवा समस्त यादव युद्धमें काम आये थे, वे सभी 
मरनेके पश्चात्‌ अपने-अपने देवस्वरूपमें मिल गये । इस 
अकार मूसलद्वारा सनका संहार करके अकेले भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण अनेक लताओंसे व्याप्त महान्‌ कल्पवृक्षकी 
छायामें लेटे हुए आपने चतुर्व्यूहगत वासुदेवस्वरूपका 
चिन्तन कर रहे थे। वे घुटनेपर अपना एक पैर रखे 
मानच लोकका त्याग करनेको उद्यत थे। उसी समय 
मृगयासे जीविका चलानेवाले उस निषादने कालके 
प्रभावसे चक्र, वज्र, ध्वजा और अङ्कुश आदि चिहोंसे 
अङ्कित भगवान्के अत्यन्त लाल तलवेको (मृग 
जानकर) लक्ष्य करके बींध डाला । उसके बाद उसने 
भगवान्‌, श्रीकृष्णको पहचाना । फिर तो महान्‌ भयसे 
पीड़ित हो वह थर-थर काँपने लगा और दोनों हाथ 
जोड़कर बोला--'नाथ ! मुझसे बड़ा अपराध हुआ, 
क्षमा करें ।' यों कहकर वह भगवानके चरणॉमें पड़ गया । 
निषादको इस अवस्थामें देख भगवान्‌ श्रीकृष्णने 
अपने अमृतमय हाथॉसे उठाया और यह कहकर कि 
“तुमने कोई अपराध नहीं किया है।' उसे आश्वासन 
दिया। इसके बाद उसे थोगियोंको प्राप्त होनेयोग्य 
सुनरावृत्तिरहित सनातन विष्णुलोक प्रदान किया । फिर तो 
वह स्त्री और पुत्रॉसहित मानव-शरीरका त्याग करके 
दिव्य विमानपर बैठा तथा सहस्रों सूर्योके समान 
प्रकाशमान हिरण्मय वासुदेव नामक विष्णुघामको चला 
गया । इसी समय दारुक रथ लेकर भगवान्‌ श्रीकुष्णके 
समीप आये। भगवानले कहा--'मेंरे स्वरूपभूत 
अर्जुनको यहाँ बुला ले आओ ।' आज्ञा पाकर दारुक 
मनके समान वेगशाली रथपर आरूढ़ हो तुरंत ही 
आर्जुनके समीप जा पहुँचे। आर्जुन उस रथपर बैठकर 
आये और भगवानूको प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोळे, 


“मेरे लिये क्या आज्ञा है?' भगवान्‌ श्रीकुष्णने 
कहा--'मैं परमघामको जाऊँगा । तुम द्वारका जाकर 
बहाँसे रुक्मिणी आदि आठ पटरानियोंको यहाँ ले आकर 
मेरे शरीरके साथ भेजो ।' आर्जुन दारुकके साथ द्वारका- 
पुरीको गये। इधर भगवान्‌ श्रीकृष्ण सम्पूर्ण जगत्के 
सृष्टि, पालन और संहारके हेतुभूत, सम्पूर्ण क्षेत्रोंके ज्ञाता, 
अन्तर्यामी, योगियोंद्वारा ध्यान करनेके योग्य, अपने 
चासुदेवात्मक स्वरूपको धारण करके गरुड़पर आरूढ़ हो 
महर्षियोंके द्वारा अपनी स्तुति सुनते हुए परमधामको चले 
'गये। अर्जुनने द्वारकामें नसुदेन और उम्रसेनसे तथा 
रुक्मिणी आदि पटरानियॉंसे सारा हाल कह सुनाया | यह 
सुनकर श्रीकृष्णमें अनुराग रखनेवाले समस्त पुरवासी 
पुरुष और अन्तःपुरकी स्त्रियां द्वारकापुरी छोड़कर बाहर 
निकल आयीं तथा वसुदेव, उग्रसेन और अर्जुनके साथ 
शीघ्र ही श्रीहरिके समीप आयीं, वहाँ पहुँचकर आठों 
रानियाँ श्रीकृष्णके स्वरूपमें मिल गयीं । वसुदेव, उग्रसेन 
और अक्रूर आदि सम्पूर्ण श्रेष्ठ यादव अपना-अपना 
शरीर त्यागकर सनातन वासुदवको प्राप्त हुए। रेवती 
देवीने बलरामजीके शरीरको अङ्कमें लेकर चिताकी 
अग्निमें प्रवेश किया और दिव्य विमानपर बैठकर वे 
आपने स्वामीके निवासस्थान दिव्य सङ्कर्षण लोकमें चली 
गयीं। इसी प्रकार रुक्मीकी पुत्री प्रद्युँ्ने साथ, ऊषा 
अनिरुद्धके साथ तथा यदुकुलकी अन्य खियाँ 
अपने-अपने पतियोंके शारीरके साथ अग्निप्रवेश कर 
गयी । उन सनका ऑर्ध्वदैहिक कर्म अर्जुने ही सम्पन्न 
किया! उस समय दारुक भी दिव्य आश्वोसे जुते हुए 
सुप्रीय नामक दिव्य रथपर आरूढ्‌ हो परमधामको चले 
गये । पारिजात वृक्ष और देवताओंकी सुधर्मा सभा--थे 
दोनों इन्द्रलोकमें पहुँच गये । तत्पश्चात्‌ द्वारकापुरी समुद्रमें 
डूब गयी ! अर्जुन भी यह कहते हुए कि “अब मेरा 
भाग्य नष्ट हो गया' सायंकालीन सूर्यकी भाँति तेजोहीन 
होकर अपनी पुरीमें चले आये । 

इस प्रकार सम्पूर्ण देवताओके हितके लिये तथा 
पृथ्वीके समस्त भारका नाश करनेके लिये भगवानने 
यदुकुलमें अवतार लिया और सम्पूर्ण राक्षसों तथा 


उत्तरखण्ड ] 


* अ्रीविष्णु-पूजनकी विधि तथा वैष्णायोचित आचारका वर्णन + 


९८९ 


9०५०००७०९३१०५००९००९९५०९७००५५७-७०००५-५००-७०:०००००-०१०७७०००००५७७७७५०७०३०७७०७०७००६:५२०००८८००१०००-०११००-८००००:-०९७:३.५१:९०७००- 


पृथ्वीके महान्‌ भारका नाश करके नन्दके व्रज, ,मथुरा 
और द्वारकामें रहनेवाले समस्त चराचर प्राणियोंको 
कालधर्मसे मुक्त किया । फिर उन्हें अपने शाश्वत, 
योगिगम्य, हिरण्मय, रम्य एवं परमैश्वर्यमय पदमें स्थापित 
करके बे परमधाममें दिव्य पटरानियों आदिसे सेवित हो 
सानन्द निवास करने लगे । 

पार्वती ! यह भगवान्‌ श्रीकृष्णका अत्यन्त अद्भुत 
चरित्र सब प्रकारके उत्तम फल प्रदान करनेवाला है । मैने 
इसे संक्षेपमें ही कहा है। जो वासुदेवके इस चरित्रका 
श्रीहरिके समीप पाठ, श्रवण अथवा चिन्तन करता है, 
बह भगवानके परमपदको प्राप्त होता है। महापातक 
अथवा उपपातकसे युक्त मनुष्य भी बालकृष्णके 
चरित्रको सुनकर सब पापोंसे मुक्त हो जाता है । द्वारकामें 
विराजमान रुकिमणीसहित श्रीहरिका स्मरण करके मनुष्य 
निश्चय ही पापरहित हो महान्‌ ऐश्वर्यरूप परमधामको 
प्राप्त होता है । जो संग्राममें, दुर्गम सङ्कूटमें तथा शत्रुऑसे 
घिर जानेपर सब देवताओंके नेता भगवान्‌ विष्णुका 


ध्यान करता है, वह बिजयी होता है। इस विषयमें बहुत 
कहनेकी क्या आवश्यकता, जो सब कामनाओंका फल 
आप्त करना चाहता हो, बह विद्वान्‌ मनुष्य 'श्रीकृष्णाय 
नमः” इस मन्त्रका उच्चारण करता रहे । (सबको अपनी 
ओर खींचनेवाले कृष्ण, सनके हृदयमें निवास करनेवाले 
वासुदेव, पाप-तापको हरनेवाले श्रीहरि, परमात्मा तथा 
प्रणतजनोंका केश दूर करनेवाले भगवान्‌ गोविन्दको 
बारम्बार नमस्कार है।'* जो प्रतिदिन भक्तिपूर्वक इस 
मन्त्रका जप करता है, वह सब पापोंसे मुक्त हो 
श्रीविष्णुलोकको जाता है। भगवान्‌ जनार्दन सम्पूर्ण 
देवताओके ईश्वर हैं। वे समस्त लोकोँकी रक्षा करनेके 
लिये ही भिन्न-भिन्न अवस्थाओंको ग्रहण करते 
हैं। बे ही किसी विशेष उद्देश्यकी सिद्धिके लिये 
बुद्धरूपमें अवतीर्ण होते हैं। कलियुगके अन्तर्मे एक 
ब्राह्मणके घरमें अवतीर्ण हो भगवान्‌ जनार्दन समस्त 
म्लेच्छोंका संहार करेंगे। ये सब जगदीश्वरकी 
वैभवावस्थाएँ हैं । 


A = 


श्रीविष्णु-पूजनकी विधि तथा वैष्णवोचित आचारका वर्णन 


पार्वतीजीने कहा--भगवन्‌ ! आपने श्रोहरिकी 
चैभवानस्थाका पूरा-पूरा वर्णन किया। इसमें भगवान्‌ 
श्रीराम और श्रीकृष्णका चरित्र बड़ा ही विस्मयजनक है। 
अहो ! भगवान्‌ श्रीराम और परमात्मा श्रीकृष्णकी लीला 
कितनी अद्भुत है? देवेश्वर ! मैं तो इस कथाको सौ 
कल्पॉतक सुनती रहूँ तो भी मेरा मन कभी इससे तृप्त 
नहीं होगा। अब मैं इस समय भगवान्‌ विष्णुके उत्तम 
माहात्म्य और पूजनविधिका श्रवण करना चाहती हूँ। 

औमहादेखजीने कहा- देवि! पैं परमात्मा 
श्रीहरिके स्थापन और पूजनका वर्णन करता हूँ, सुनो । 
भगवानका निह दो प्रकारका नताया गया है--एक तो 
'स्थापित' और दूसरा “स्वयं व्यक्त ।' पत्थर, मिट्टी, 


लकड़ी अथवा लेहा आदिसे श्रीहरिकी आकृति बनाकर 
श्रुति, स्मृति तथा आगममें अतायी हुई विधिके अनुसार 
जो भगवानकी स्थापना होती है, बह 'स्थापित विग्रह' है 
तथा जहाँ भगवान्‌ अपने-आप प्रकट हुए हों, वह 'स्वयं 
व्यक्त निग्रह' कहलाता है। भगवानका विग्रह स्वयं 
व्यक्त हो या स्थापित, उसका पूजन अवश्य करना 
चाहिये । देवताओं और महर्षियोंके पूजनके लिये 
जगतके स्वामी सनातन भगवान्‌ विष्णु स्वयं ही 
अत्यक्षरूपसे उनके सामने प्रकट हो जाते हैं । जिसका 
भगवानके जिस विग्नहमें मन लगता है, उसके ल्त्यिये 
उसी रूपमें भूतल्पर प्रकट होते हैं; अतः उसी रूपमे 
भगवानका सदा पूजन करना चाहिये और उसीमें सद 


ऋ किमत्र 
कृष्णाय 


बहुनोक्तेन 


बासुदेआाय हरये 


सर्वकामफलस्पृहः । कृष्णाय नम इत्वेबं मन्त्रमुचारयैद्‌ खुध्यः ॥ 
परमात्मन । प्रणतक्केरानाशाय गोविन्दाय नमो नमः ॥ (२७९ । १०६-९०७) 


९९० 


अनुरक्त रहना चाहिये। पार्वती! श्रीरङ्गक्षेत्र्मे शयन 
करनेवाले भगवान्‌ विष्णुका विधिपूर्वक पूजन क्ररना 
चाहिये। काशीपुरीमें पापहारी भगवान्‌ माधव मेरे भी 
पूजनीय हैं। जिस-जिस रमणीय भवनमें सनातन भगवान्‌ 
स्वयं व्यक्त होते हैं, वहाँ-वहाँ जाकर मैं आनन्दका 
अनुभव किया करता हूँ। भगवानका दर्शन हो जानेपर वे 
मनोवाञ्छित वरदान देते हैं। इस पृथ्वीपर प्रतिमामें 
अज्ञानीजनोंको भी सदा भगवानका सान्निध्य प्राप्त होता 
रहता है। परम पुण्यमय जम्बूद्दीप और उसमें भी 
भारतवर्षके भीतर प्रतिमामें भगवान्‌ विष्णु सदा सन्निहित 
रहते हैं; अतः मुनियों तथा देवताओनि भारतवर्षमें ही तप, 
उयश और क्रिया आदिके द्वारा सदा श्रीविष्णुका सेवन 
किया है। इन्द्रद्युप्रसरोबर, कूर्मस्थान, सिंहाचल, 
करवीरक, काशी, प्रयाग, सौम्य, शालआमार्चन, द्वारका, 
नैमिषारण्य, बदरिकाश्रम, कृतशौचतीर्थ, पुण्डरीकतीर्थ, 
दण्डकवन, मथुरा, वेङ्कटाचल, श्वेताद्रि, गरुडाचल, 
काझी, अनन्तरायन, श्रीरङ्ग, भैरवगिरि, नारायणाचल, 
याराहतीर्थ और वामनाश्रम--इन सब स्थानोमें भगवान्‌ 
श्रीहरि स्वयं व्यक्त हुए हैं; आतः उपर्युक्त स्थान सम्पूर्ण 
कामनाओं तथा फलॉको देनेवाले हैं । इनमें श्रीजनार्दन 
स्वयं ही सन्निहित होते हैं । ऐसे ही स्थानॉमें जो भगवानका 
विग्रह है, उसे मुनिजन 'स्वयं व्यक्त' कहते हैं। महान्‌ 
भगवद्धक्तोर्मे श्रेष्ठ पुरुष यदि विधिपूर्वक भगवान्‌की 
स्थापना करके मन्त्रके द्वार उनका सान्निध्य प्राप्त 
करावे तो उस स्थापनाका विशेष महत्त्व है। गाँवॉमे 
अथवा घरोंमें जो ऐसे निग्रह हों, उनमें भगवानका पूजन 
करना चाहिये । सत्पुरुषोंने घरपर शालग्रामशिलाकी पूजा 
उत्तम जतायी है । 

पार्वती ! भगनानकी मानसिक पूजाका सबके लिये 
समानरूपसे विधान है, अतः अपने-अपने अधिकारके 
अनुसार सबको जगदीश्वरकी पूजा करनी चाहिये। जो 
अगवानके सिवा दूसरे किसी देवताके भक्त नहीं हैं; 


( साक्षप्त पद्मपुराण 


भगवत्माप्तिके सिवा और किसी फलके साधक नहीं हैं, 
जो घैदवेत|, ब्रहातत्वज्ञ, वीतराग, मुमुक्षु, गुरुभक्त, 
प्रसनात्मा, साधु, ब्राह्मण अथवा इतर मनुष्य है, उन 
सबको सदा श्रीहरिंका पूजन करना चाहिये । बुद्धिमान्‌ 
पुरुषको चाहिये कि वह वेद और स्मृतियोंमें बताये हुए 
उत्तम सदाचारका सदा पालन करे। उनमें बताये हुए 
कमका कभी उल्लङ्घन न करे । शम (मनोनिग्रह), दम 
(इग्द्रियसंयम), तप (घर्मके लिये क्लेशसहन एवं 
तितिक्षा), शौच (बाहर-भीतरकी पवित्रता), सत्य 
(मन, वाणी और क्रियाद्वारा सत्यका पालन), मास न 
खाना, चोरी न करना और किसी भी जीवकी हिंसा न 
करना--यह सबके लिये धर्मका साधन है।* 

रातके अन्तमेँ उठकर विधिपूर्वक आचमन करे। 
फिर गुरुजनोंको नमस्कार करके मन-ही-मन भगवान्‌ 
विष्णुका स्मरण करे । मौन हो पवित्रभायसे भक्तिपूर्वक 
'सहस्रनामका पाठ करे। तत्पश्चात्‌ गाँवसे बाहर जाकर 
विधिपूर्वक मल-मूत्रका त्याग करे। फिर उचित रूपसे 
शरीरकी शुद्धि करके कुल्ला करे और शुद्ध एल पवित्र 
हो दन्तधावन करके विधिपूर्वक स्नान करे। तुलसीके 
मूलभागकी मिट्टी और तुलसीदल लेकर मूलमन्त्रसे' 
और गायत्रीमन्त्रसे अभिमन्त्रित करके मन्त्रसे ही उसको 
सम्पूर्ण झरीरमें लगावे । फिर अघमर्षण करके स्रान 
करे। गङ्गाजी भगवानके चरणोंसे प्रकट हुई हैं। अतः 
उनके निर्मल जलमें गोता लगाकर आघमर्षण-सूक्तका 
जप करे। फिर आचमन करके पुरुषसूक्तके मनतरॉसे 
क्रमशः मार्जन करे। पुनः जलमें डुबकी लगाकर 
अट्ठाईस या एक सौ आठ नार मूलमन्त्रका जप करे! 
इसके बाद वैष्णव-पुरुष उक्त मन्त्रसे ही जलको 
अभिमन्त्रित करके उससे आचमन करे। तदनन्तर 
देवताओं, ऋषियों और पितरोंका तर्षण करे । फिर वख 
निचोड़ ले । उसके बाद आचमन करके घौतवसरू पहने। 


ॐ दामो दमस्तपः शौचं सत्यमामिषवर्जनम्‌ । अस्तेयमेयाहिसा च सर्वेषां धर्मसाघनम्‌॥ (२८० । २९) 


१-'३> नमो नाएयणाय' यह अशक्षर मन्त्र ही मूलमन्त्र है। 


वगस्लष्छ ] * आवष्णु-पूजनका वाध तथा वेश्ावोचित आचारका वर्णन + ९९१ 


&0400००३५०५५४४७$» ४४४० ५०५५४७७५४४४७७ ७5 9» 9४*#* ४ 820 » $+*9&४***%*9* 9» ४०» */ # ४४ 49% #&४**४“5*20220 22225, 


वैष्णव पुरुष निर्मल एवं रमणीय मृत्तिका ले उसे मन्त्रसे साथ तुलसीदल मिला हो ! इसके बाद उक्त दोनों ही 
अभिमन्त्रित करके ललाट आदिमें लगाबे। आलस्य प्रकारके मन्त्रोसे प्रत्युपचार अर्पण करे । सुगन्धित तेलसे 
छोड़कर परिगणित अज्ञोमें ऊर्ध्वपुण्ड्‌ धारण करे। उसके भगवानको अभ्यङ्ग लगावे । कस्तूरी और चन्दनसे उनके 
बाद विधिपूर्वक सन्ध्योपासना करके गायत्रीका जप करे। श्रीअङ्गमें उबटन लगावे । फिर मन्त्रका पाठ करते हुए 
तदनन्तर मनको संयममें रखकर घर जाय और पैर घो सुगन्धित जलसे भगवानको स्नान करावे । तत्पश्चात्‌ 
मौनभावसे आचमन करके एकाग्रचित्त हो पूजा- दिव्य वखर और आभूषणोंसे विधिपूर्वक भगवान्‌का 
मण्डपमें प्रवेश करे । भृङ्गार करे। फिर उन्हें मधुपर्क दे तथा भक्तिके साथ 
एक सुन्दर सिंहासनको फूलोंसे सजाकर भगवान्‌ सुगन्धित चन्दन और सौरभयुक्त सुन्दर पुष्प निवेदन 
लक्ष्मीनारायणको विराजमान करे । फिर गन्ध, पुष्प और करे। इसके बाद दशाङ्ग या अष्टाङ्ग धूप, मनोहर दीप 
अक्षत आदिके द्वारा विधिपूर्वक भगवानका पूजन और भांति-भाँतिके नैवेद्य भेंट करे ! नैवेद्यमें खीर और 
आरभ करे। विग्रह स्थापित, स्वयं-व्यक्त अथवा मालपूआ भी होने चाहिये । नैवेद्यके अन्तमें आचमन 
शालग्रामशिला--कोई भी क्‍यों न हो, श्रुति, स्मृति और कराकर भक्तियुक्त हृदयसे कर्पूर-मिश्रित ताम्बूल निवेदित 
आगमोंमें बतायी हुई विधिके अनुसार उसका पूजन करे। फिर घीकी बत्तियॉसे. आरती करके भगवानको 
करना उचित है। वैष्णव पुरुष शुद्धचित्त हो गुरुके फूलॉकी माला पहनावे। तदनन्तर समीप जा त्रिनीत- 
उपदेशके अनुसार भक्तिपूर्वक श्रीविष्णुका यथायोग्य भावसे प्रणाम करके उत्तम स्तोत्रोद्रार भगवानका स्तवन 
पूजन करे । वेदों तथा ब्राह्मणमन्थॉमें बतायी हुई पूजा करे | फिर उन्हें गरुड़के आङ्कमें शयन कराकर मङ्गलार्घ्य 
*श्रौत' कहलाती है। वासिष्ठी पद्धतिके अनुसार की निवेदन करे। उसके बाद पवित्र नामोंका कीर्तन करके 
जानेवाली पूजाको 'स्मार्त' कहते हैं। तथा पाञ्चरात्रमे होम करे! भगवानको भोग लगाये हुए नैवेद्यसे जो शेष 
बताया हुआ विधान “आगम' कहलाता है। भगवान्‌ बचे, उसीसे अभिमें हवन करे । प्रत्येक आहुतिके साथ 
विष्णुकी आराधना बहुत ही उत्तम कर्म है | इस क्रियाका पुरुषसूक्त अथवा मङ्गलमय श्रीसूक्तकी एक-एक 
कभी लोप नहीं करना चाहिये। आवाहन, आसन, ऋचाका पाठ करे। वेदोक्त विधिसे स्थापित अमिमें 
अर्घ्य, पाद्य, आचमनीय, स्रानीय, वस्त्र, यज्ञोपवीत, घृतमिश्रित हविष्यके द्वारा उपर्युक्त मन्त्ररलका एक सौ 
गन्ध, पुष्प, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य, ताम्बूल एवं आठ या अड्डाईस बार जप करके हवन करना चाहिये 
नमस्कार आदि उपचारोंके द्वारा अपनी शक्तिके अनुसार और हवनकालमें यज्ञस्वरूप महाविष्णुका ध्यान भी 
प्रसन्नतापूर्वक श्रीविष्णुकी आराधना करे।* करना चाहिये। 
पुरुषसूक्तकी प्रत्येक ऋचा तथा मूलमन्त्र--इन दोनोंहीसे शुद्ध जाम्बूनद नामक सुवर्णके समान जिनका 
वैष्णव पुरुष घोडशोपचार समर्पण करे । पुनः प्रत्युपचार श्याम वर्ण है, जो इद्ध, चक्र और गदा धारण करनेवाले 
अर्पण करके पुष्पाञ्जरि दे। वैष्णबको चाहिये कि वह हैं, जिनमें अङ्ग-उपाङ्गोंसहित सम्पूर्ण नेद-वेदान्तोका ज्ञान 
मुद्राद्वार भगवान्‌ जगन्नाथका आवाहन करे | फिर फूल भरा हुआ है तथा जो श्रीदेजीके साथ सुशोभित हो रहे 
और मुद्रासे ही आसन दे। इसी अकार क्रमशः पाद्य, हैं, उस भगवानका ध्यान करके होम करना चाहिये । 
अर्घ्य, आचमन और स्रानके लिये भिन्न-भिन्न पात्रॉमें मन्त्रद्ार होम करनेके पश्चात्‌ नामोका उचारण करके 
निर्मल जल समर्पित करे | उस जलमें माङ्गलिक द्रव्यॉके एक-एकके लिये ` एक-एक आहुति देनी चाहिये 


* आयाहनासनाच्यर्गनयपुष्पाक्षतादिभिः । धूपदीपैश्च नैवेदैस्ताम्बूलादर्नमस्कृलै: ॥ 
कर्यादाराधनं विष्णोर्यथाराक्ति मुदान्बितः । (२८० । ५७-५८) 


९९२ 


भगवद्धक्तोंमें श्रेष्ठ पुरुष भगवानके “नित्य भक्तो'के 
उद्देश्यसे उनके नाम ले-लेकर आहुति दे। पहले क्रमशः 
भूदेवी, लीलादेवी और विमला आदि शक्तियाँ होमकी 
अधिकारिणी हैं। फिर अनन्त, गरुड आदि, तदनन्तर 
वासुदेव आदि, तत्पश्चात्‌ शक्ति आदि, इनके बाद केशव 
आदि विग्रह, संकर्षण आदि व्यूह, मत्स्य-कूर्म आदि 
अवतार, चक्र आदि आयुध, कुमुद आदि देवता, चन्द्र 
आदि देव, इन्द्र आदि लोकपाल तथा घर्म आदि देवता 
क्रमशः होमके अधिकारी हैं; इन सबका हवन और 
विशेषरूपसे पूजन करना चाहिये। इस प्रकार 
भगवद्धक्त पुरुष नित्य-पूजनकी विधिमेँ प्रतिदिन 
एकाग्रचित्त हो हवन करे। इस हवनका नाम 
है। 

गृहमें पूजा करनेपर उस घरके दरवाजेपर 
पञ्चयज्ञकी विधिसे बलि अर्पण करे, फिर आचमन कर 
ले। तत्पश्चात्‌ कुशके आसनपर काला मृगचर्म बिछाकर 
उस शुद्ध आसनके ऊपर बैठे । मृगचर्म अपने-आप मरे 
हुए मृगका होना चाहिये। पद्मासनसे बैठकर पहले 
भूतशुद्धि करे, फिर जितेन्द्रिय पुरुष मन्त्रपाठपूर्वक तीन 
बार प्राणायाम कर ले। 'तदनन्तर मन-ही-मन यह भावना 
करे कि “मेरे हदय-कमलका मुख ऊपस्की ओर है और 
यह विज्ञानरूपी सूर्यके प्रकाशसे विकसित हो रहा है ।' 
इसके बाद श्रेष्ठ वैष्णव पुरुष उस कमलकी वेदत्रयीमयी 
कर्णिकामें क्रमशः अमरिनिम्न, सूर्यनिम्न और 
चन्द्रबिम्बका चिन्तन करे । उन बिम्नॉके ऊपर नाना 
प्रकारके रत्रोंद्रार निर्मित पीठकी भावना करे। इसके 
ऊपर बालरविके सदृश्य कान्तिमान्‌ अष्टविध ऐश्वर्यरूप 
अष्टदलकमलका चिन्तन करे। प्रत्येक दल अष्टाक्षर 
मन्त्रके एक-एक अक्षरके रूपमें हो । फिर ऐसी भावना 
करे कि उस अष्टदल-कमळमें श्रीदेवीके साथ भगवान्‌ 


० अर्घयस्व हषीकेदां यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


£ संक्षिप्त पदापुराण 


विष्णु विराजमान हैं, जो कोटि चन्द्रमाऑके समान 
प्रकाशमान हो रहे हैं। उनके चार भुजाएँ, सुन्दर श्रीअङ्ग 
तथा हाथोंमें शङ्क, चक्र और गदा है । पद्म-पत्रके समान 
विशाल नेत्र शोभा पा रहे हैं। वे समस्त शुभ लक्षणोंसे 
सम्पन्न दिखायी देते हैं। उनके हृदयमें श्रीनत्सका चिह्न 
है, वहीं कौस्तुभमणिका प्रकाश छा रहा है । भगवान्‌ पीत 
वस्त्र, विचित्र आभूषण, दिव्य भृङ्गार, दिव्य चन्दन, 
दिव्य पुष्प, कोमल तुलसीदल और वनमालासे विभूषित 
हैं। कोटि-कोटि बालसूर्यके सदृश उनकी सुन्दर कान्ति 
है। उनके श्रीविग्रहसे सटकर बैठी हुई श्रीदेवी भी सब 
प्रकारके शुभ लक्षणोंसे सम्पन्न दिखायी देती हैं । 

इस प्रकार ध्यान करते हुए एकाग्रचित्त एवं शुद्ध हो 
अष्टाक्षरमन्त्रका एक हजार या एक सौ बार यथाशक्ति 
जप करे। फिर भक्तिपूर्वक मानसिक पूजा करके विराम 
करे। उस समय जो भगवद्भक्त पुरुष वहाँ पधारे हों, उन्हें 
अन्न-जल आदिसे सन्तुष्ट करे और जन चे जाने लगें तो 
उनके पीछे-पीछे थोड़ी दूर जाकर विदा करे । देवताओं 
तथा पितरोंका विधिपूर्वक पूजन एवं तर्षण करे और 
अतिथि एवं भृत्यवर्गोका यथावत्‌ सत्कार करके सबके 
अन्तमें बह और उसकी पत्री भोजन करे । यक्ष, राक्षस 
और भूतोंका पूजन सदा त्याग दे । जो श्रेष्ठ विप्र उनका 
पूजन करता है, बह निश्चय ही चाण्डाल हो जाता है। 
ब्रह्मयक्षस, वेताल, यक्ष तथा भूतोंका पूजन मनुष्योके 
लिये महाघोर कुम्भीपाक नामक नरककी प्राप्ति 
करानेवाला है। यक्ष और भूत आदिके पूजनसे कोटि 
जन्मॉके किये हुए यज्ञ, दान और शुभ कर्म आदि पुण्य 
तत्काल नष्ट हो जाते हैं।* जो यकषों, पिशाचों तथा 
तमोगुणी देखताओको निवेदित किया हुआ आन्न खाता 
है, वह पीब और रक्त भोजन करनेवाला होता है। जो 
स्त्री, यक्ष, पिशाच, सर्प और राक्षसोंकी पूजा करती है, 


ॐ यक्षराक्षसभूतानामर्चनं नर्जयेत्‌ 


नह्मयक्षसवेतालयक्षभूतार्चनं नृणाय्‌। 


कोटिजन्मकृतं पुण्यं यज्ञदानक्रियादिकम्‌। सघ: सरवै लयं याति यक्षभूतादिपूअनात्‌ ॥ 


सदा । यो महान्‌ कुरुते विप्रः स चाण्डाल्त्रे भवेद्‌ ध्रुवम्‌ ॥ 


कुम्भीपाकमहाघोरनरकप्राप्तिसाधनम्‌ ॥ 
(२८० । ९४, ९६-९७) 


बह नीचे मुँह किये घोर कालसूत्र नामक नरकमें गिरती 
है।* अतः यक्ष आदि तामस देवताऑकी पूजा त्याग 
देनी चाहिये। 

वैष्णव पुरुष विश्ववन्द्ध भगवान्‌ नारायणका पूजन 
करके उनके चारों ओर विराजमान देवताओंका पूजन 
करे। भगवानको भोग लगाये हुए अन्नमेंसे निकालकर 
उसीसे उनके लिये बलि निवेदन करे | भगवत्रसादसे ही 
उनके निमित्त होम भी करे । देवताओंके लिये भी भगवत्‌- 
प्रसादस्वरूप हविष्यका ही हवन करे। पितरोंको ही 
प्रसाद अर्पण करे; इससे वह सब फल प्राप्त करता है। 
भ्राणियोको पीड़ा देना विद्वानोंकी दृष्टिमें नरकका कारण 
है। पार्वती ! मनुष्य दूसरोंकी वस्तुको जो बिना दिये ही 
ले लेता है, बह भी नरकका कारण है। अगम्या 
(परायी) रूके साथ संभोग, दूसरोंके घनका अपहरण 
तथा अभक्ष्य वस्तुका भक्षण करनेसे तत्काल नरककी 
आधि होती है। जो अपनी विवाहिता पत्नीको छोड़कर 
दूसरी खीके साथ संभोग करता है, उसका वह कर्म 
“अगम्यागमन' कहलाता है, जो तत्काल नरककी 
प्राप्तिका कारण है । पतित, पाखण्डी और पापी मनुष्योकि 
संसर्गसे मनुष्य अवश्य नरकमें पड़ता है । उनसे सम्पर्क 
रखनेवालेका भी संसर्ग छोड़ देना चाहिये । एकान्ती पुरुष 
महापातकयुक्त ग्रामको छोड़ दे और परमैकान्ती मनुष्य 
बैसे देशका भी परित्याग कर दे। अपने वर्ण तथा 
आश्रमके अनुसार कर्म, ज्ञान और भक्ति आदिका साधन 
वैष्णव साधन माना गया है। जो भगवानकी आज्ञाके 
अनुसार कर्म, ज्ञान आदिका अनुष्ठान करता है, वह 
खासुदेवपरायण ब्राह्मण 'एकान्ती' कहलाता है । वैष्णव 
पुरुष निषिद्ध कर्मको मन-बुद्धिसे भी त्याग दे । एकान्ती 
पुरुष अपने धर्मकी निन्दा करनेबाले झास्त्रको मनसे भी 
त्याग दे और परम एकान्ती भक्त हेय-बुद्धिसे उसका 
परित्याग करे। 

कर्म तीन प्रकारका माना गया है- नित्य, 


नैमित्तिक और काम्य। इसी प्रकार मुनियोनि ज्ञानके 
भेदोंका भी वर्णन किया है--कृत्याकृत्यविवेक-ज्ञान, 


परलोकचिन्तन-ज्ञान, . विष्णुप्राप्तिसाधन-ज्ञान तथा 
विष्णुस्वरूप-ज्ञान--ये चार प्रकारके ज्ञान हैं । पार्वती ! 
नैमित्तिक कृत्यमें भगवानका विशेषरूपसे विधिवत्‌ पूजन 
करना चाहिये । कार्तिकमासमें प्रतिदिन चमेलीके फूलॉसे 
श्रीहरिकी पूजा करे, उन्हें अखण्ड दीप दे तथा मन और 
इन्द्रियोंको संयममें रखकर दृढ़तापूर्वक उत्तम ब्रतका 
पालन करे। फिर कार्तिके अन्तमें न्राह्मणोंको भोजन 
करावे, इससे वह श्रीहरिके सायुज्यको प्राप्त होता है । 
पौषमासमें सूर्योदयके पहले उठकर लगातार एक 
मासतक उत्पल तथा इयाम श्वेत कनेर पुष्पॉसे भगवान्‌ 
विष्णुका पूजन करे । तत्पश्चात्‌ यथाशक्ति धूप, दीप और 
नैवेद्य निवेदन करे। मासकी समाप्ति होनेपर श्रेष्ठ 
भगवद्भक्तांको भोजन करावे । ऐसा करनेसे मनुष्य निश्चय 
ही एक हजार अश्वमेध यजञोंका फल प्राप्त करता है। 
माधमासमें सूर्योदयके समय विशेषतः नदीके जलमें 
त्रान करके उत्पल (कमल) के पुष्पॉसे माधवकी पूजा 
करनी चाहिये। और उन्हें भक्तिपूर्वक घृतमिश्रित दिव्य 
खीरका भोग लगाना चाहिये। चैत्रमासमें बकुल 
(मौलसिरी) और चम्पाके फूलॉसे भगवानकी पूजा 
करके गुड़मिश्रित अन्नका भोग लगावे। तदनन्तर 
मासकी समाप्ति होनेपर एकाग्रचित्त हो वैष्णव ब्राह्मणोंको 
भोजन करावे । ऐसा करनेसे प्रतिदिन एक हजार वर्षोकी 
पूजाका पुण्य प्राप्त होता है। वैशाखमासमें झातपत्र: और 
महोत्परुके' पुष्पॉसे विधिवत्‌ भगवानका पूजन करके 
उन्हें दही, अन्न और फलके साथ गुड़ और जळ भक्ति- 
पूर्वक निवेदन करे। इससे लक्ष्मीसहित जगदीश्वर 
श्रीविष्णु प्रसन्न होते हैं । ज्येष्ठमासमें श्वेत कमल, गुलाब, 
कुमुद और उत्पलके पुष्पोंसे भगवान्‌ इषीकेशका पूजन 
करके उन्हें आमके फलके साथ अन्न भोग लगावे । 
भक्तिपूर्वक ऐसा करनेसे मनुष्यको कोटि गोदानका फल 


* या नारी पूजयेद्‌ यक्षान्‌ पिझ्षाचोरगराक्षसान्‌। सा याति 
१-२ कमलके भेद! 


नरकं घोरं कालसूनमघोमुखी ॥ (२८० । १०६) 


९९४ 


* अर्जयस्व हृषीकेश यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


प्राप्त होता है। फिर मासके अन्तमें वैष्णवोंको भोजन 
करानेसे सबका फल अनन्त हो जाता है। आषाढ़मासमें 
देवदेवेश्वर लक्ष्मीपतिकी प्रतिदिन श्रीपुष्पोंसे पूजा करे 
और उन्हें खीरका भोग लगावे । फिर मासकी समाप्ति 
होनेपर उत्तम भगवद्भक्त ब्राह्मणोंको भोजन करावे । ऐसा 
करनेसे वैष्णव पुरुष साठ हजार वर्षकी पूजाका फल 
पाता है, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है। श्रावणमासमें 
नागकेसर और केवडेसे भक्तिपूर्वक श्रीविष्णुकी पूजा 
'करनेसे मनुष्यका फिर इस लोकमें जन्म नहीं होता । उस 
समय भक्तिके साथ घी और झकर मिले हुए पूएका 
नैवेद्य निवेदन करे और श्रेष्ठ भगवद्भक्त ब्राह्मणोंको 
भोजन करावे । भादोंमें कुन्द और कटसरैयाके फूलोंसे 
पूजा करके खीर भोग लगावे । आशिनमें नीलकमलसे 
मधुसूदनकी पूजा करे और भक्तिके साथ उन्हें खीर-पूआ 
निवेदन करे। इसी प्रकार कार्तिके कोमल 
त्ुलसीदलोके द्वारा भक्तिपूर्वक अच्युतका पूजन करनेसे 
उनका सायुज्य प्राप्त होता है । दूध, घी और शक्करकी 
बनी हुई मिठाई, खीर और मालपूआ--इनहें भक्तिपूर्वक 
एक-एक करके भगवानको निवेदन करे। 
अमावास्या तिथि, शनिवार, वैष्णयनक्षत्र 
(अवण), सूर्यसंक्रान्ति, व्यतीपात, चन्द्रयहण और 
सूर्यम्रहणके अवसरपर अपनी शक्तिके अनुसार भगवान्‌ 
विष्णुका विशेषरूपसे पूजन करे । श्रेष्ठ द्विजको उचित है 
कि गुरुके ठत्क्रमणके दिन तथा श्रीहरिके अवतारेकि 
जम्म-नक्षत्रॉमें अपनी झाक्तिके अनुसार वैष्णव-याग 
करे। उसमें वेदमन्त्रोंका उच्चारण करके प्रत्येक ऋचाके 
साथ भगवानको पुष्पाञ्जलि समर्पण करे। यथाशक्ति 
वैष्णव ब्राह्मणोंको भोजन कराने और दक्षिणा दे। ऐसा 


करनेसे वह अपनी करोड़ों पीढ़ियॉका उद्धार करके 
बैष्णवपद (वैकुण्ठधाम) को प्राप्त होता है । श्रेष्ठ वैष्णव 
यदि सम्पूर्ण वेदोंके द्वारा भगवानका थजन करनेमें 
असमर्थ हो तो केवल वैष्णव अनुवाकोंद्वारा लगातार 
सात राततक प्रतिदिन एक सहस्र पुष्पाञ्जलि समर्पण करे 
और हविष्यसे हवन करके भगवानका यजन करे। 
विद्वान्‌ पुरुष विशेषतः श्रेष्ठ भगवद्धक्तोंका पूजन करे । 
यज्ञान्तमें अपने वैभवके अनुसार अवभृथस्त्रानका उत्सब 
करे। अवभूथस्त्रान भी उसे वैष्णव अनुवाकोंद्ास ही 
करना चाहिये । विधिपूर्वक स्थान करके एक सुन्दर पात्रमें 
आचार्यके चरणोंको भक्तिपूर्वक पखारे । फिर गन्ध, पुष्प, 
चर्र और आभूषण आदिके द्वारा पूजा करे । यथाशक्ति 
ताम्बूल और फूलॉसे सत्कार करे और अन्न-पान आदिसे 
भोजन कराकर बारम्बार प्रणाम करे जाते समय गावकी 
सीमातक पहुँचाने जाय और वहाँ प्रणाम करके उन्हें 
विदा करे। 

इस प्रकार जीवनभर आलस्य छोड़कर भगवान्‌ 
और उनके भक्तोंका विशेषरूपसे पूजन करना चाहिये । 
समस्त आराधनाओंमें श्रीविष्णुकी आराधना सबसे श्रेष्ठ 
है। उससे भी उनके भक्तोंकी पूजा करनी अधिक श्रेष्ठ 
है। जो भगवान्‌ गोविन्दकी पूजा करके उनके भक्तोंका 
पूजन नहीं करता, उसे भगवद्भक्तं नहीं जानना चाहिये । 
वह केवल दम्भी है। अतः सर्वथा प्रयल करके 
श्रीविष्णुभक्तोंका पूजन करना चाहिये। उनके. पूजनसे 
मनुष्य समस्त दुःखराशिके पार हो जाता है । पार्वती ! 
इस प्रकार मैंने तुमसे श्रीविष्णुकी श्रेष्ठ आराधना, 
नित्य-नैमित्तिक कृत्य तथा भगवद्धक्तोकी पूजाका 
वर्णन किया है। 


ति ह. ००००० 


श्रीराम-नामकी महिमा तथा श्रीरामके १०८ नामका माहात्म्य 


पार्वतीजीने कहा- नाथ! आपने उत्तम 
वैष्णवधर्मका भलीभाँति वर्णन किया। वास्तवर्मे 
परमात्मा श्रीविष्णुका स्वरूप गोपनीयसे भी अत्यन्त 
गोपनीय है! सर्वदेक्वन्दित महेश्वर! मैं आपके 


असादसे धन्य और कृतकृत्य हो गयी। अब मैं भी 
सनातन देव श्रीहरिका पूजन करूँगी। 

महादेवजी बोले--देवि ! बहुत अच्छा, बहुत 
अच्छा! तुम सम्पूर्ण इन्द्रियॉके स्वामी भगवान्‌ 


उत्तरखण्ड ] 


* औराम-नापकी महिमा तथा औरषक १०८ मासका याच्या « 


लक्ष्मीपतिका पूजन अवश्य करो। भद्रे ! मैं तुम-जैसी 
चैष्णवी पत्नीको पाकर अपनेको कृतकृत्य मानता हूँ। 
चसिष्ठजी कहते हैं-तदनन्तर वामदेवजीके 
उपदेशानुसार पार्वतीजी प्रतिदिन श्रीविष्णुसहल्लनामका 
पाठ करनेके पश्चात्‌ भोजन करने लगीं। एक दिन परम 
मनोहर कैलासरिखरपर भगवान्‌ श्रीदिष्णुकी आराधना 
करके भगवान्‌ झाङ्करने पार्वतीदेबीको अपने साथ भोजन 
करनेके लिये बुलाया । तब पार्वतीदेचीने कहा--'प्रभो ! 
मैं श्रीविष्णुसहर्ननामका पाठ करनेके पश्चात्‌ भोजन 
करूँगी, तबतक आप भोजन कर लें।' यह सुनकर 
महादेवजीने हँसते हुए कहा--'पार्वती ! तुम धन्य हो, 
पुण्यात्मा हो; क्योंकि भगवान्‌ विष्णुमें तुम्हारी भक्ति है । 
देवि ! भाग्यके बिना श्रीविष्णु-भक्तिका प्राप्त होना बहुत 
कठिन है। सुमुखि ! मैं तो “राम ! राम ! राम !' इस 
प्रकार जप करते हुए परम मनोहर श्रीराम-नाममें ही 
निरन्तर रमण किया करता हूँ। राम-नाम सम्पूर्ण 
. सहस्नामके समान है । पार्वती ! रकारादि जितने नाम 
हैं, उन्हें सुनकर रामनामकी आशङ्कासे मेरा मन प्रसन्न हो 
जाता है।* अतः महादेवि ! तुम राम-नामका उच्चारण 
करके इस समय मेरे साथ भोजन करो ।' 
यह सुनकर पार्वतीजीने राम-नामका उच्चारण करके 
भगवान्‌ शङ्करके साथ बैठकर भोजन किया । इसके बाद 
उन्होंने प्रसन्नचित्त होकर पूछा--'देवेश्वर ! आपने 
राम-नामको सम्पूर्ण सहस्ननामके तुल्य बतलाया है | यह 
सुनकर राम-नाममें मेरी बड़ी भक्ति हो गयी है; अतः 
भगवान्‌ श्रीरामे यदि और भी नाम हों तो बताइये ।' 
महादेवजी बोले--पार्वती ! सुनो, मैं 
श्रीयमचन्द्रजीके नामोंका वर्णन करता हूँ। लौकिक और 
खैदिक जितने भी शाब्द हैं, वे सब श्रीरामचन्द्रजीके ही 
नाम हैं। किन्तु सहस्ननाम उन सबमें अधिक है और उन 


सहस्तनामंर्स थी अरमक ¬ 
प्रधानता अधिक है। अ्रीविफुकर 
चेदॉसे अधिक माना गया ड । चैन के 
समान अकेला श्रीगम-नाम माना गया दै! पार्वती ! जो 
सम्पूर्ण मन्त्रों और समस्त वेदॉका जप करता है, उसकी 
अपेक्षा कोटिगुना पुण्य कवल गम-नामसे उपन्लर्ध होता 
है।† शुभे! अब श्रीरामके उन मुख्य नामोका वर्णन 
सुनो, जिनका महर्षियोंने गान किया हैं। १ ॐ 
श्रीराम:--जिनमें योगीजन रमण करते हैं, ऐसे 
सचिदानन्दघनस्वरूप श्रीराम अथवा सीता-सहित राम । 
२ रामचन्द्रः--चन्द्रमेक समान आनन्ददायी एवं 
मनोहर राम। ३ रामभद्रः--कल्याणमय राम। ४ 
'शाश्वत:--सनातन भगवान्‌। ५ राजीवलोचनः 
कमलके समान ेत्रॉबाले। ६ श्रीमान्‌ 
राजेन्द्रः--श्रीसम्पन्न राजाओकि भी राजा, चक्रवर्ती 
सम्राट्‌। ७ ररघुपुङ्गव:--रघुकुलमैं सर्वश्रेष्ठ । ८ 
जानकीवल्लभः --जनककिशोरी सीताके प्रियतम । ९ 
जैत्रः -विजयञ्ञील। १० जितामित्रः-इत्रुओंको 
जीतनेवाले। ११ जनार्दनः--सम्पूर्ण मनुष्योंद्वारा 
याचना करने योग्य। १२ विश्वामित्रप्रिय: 
विश्वामित्रजीके प्रियतम । ९३ दान्तः जितेन्द्रिय । १४ 
शरण्यत्राणतत्परः-- शरणागतोंकी रक्षामें संलग्न । 
१५ बालिप्रमथन:--बालि नामक वानरको 
मारनेनाले। ९६ खाग्मी--अच्छे वक्ता। ९७ 
सत्यवाक्‌ सत्यवादी! १८ सत्यविक्रम:-- 
सत्य-पराक्रमी । १९ सत्यव्रत: --सत्यका दृढ्तापूर्वक 
पालन 'करनेवाले ! २० ब्रतफल:-- सम्पूर्ण म्रतोंके 
आए होने योग्य फलूखरूप। २१ सदा 
हनुम्रदाश्रयः- निरन्तर हनुमानजीके आश्रय अथवा 
हनुमानजीके हदयकमलमें सदा निवास करनेवाले। 


* राम रामेति रामेति रमे समे मनोरमे। सहस्रनाम 


ततुल्ये रामनाम वगनने॥ 


रकारादीनि नामानि शृण्वतो मम पार्वति । मनः प्रसत्रतो याति रामनामाभिशकुत्या॥ (२८१ । २९-२२) 


† विष्णेरिकैकनामैव  सर्ववेदाधिकं मतम्‌ । तादूडनामसहस्नाण रामनाम सम मतम्‌ ॥. 
जपतः सर्वमन्त्रोञ्च सर्ववेदा पार्वति । तस्मात्‌ कोटिगुणं पुण्य रामनाद्रैव लभ्यते ॥ (२८१ । २७-२८) 


९९६ 


० अर्वयस्व इषीकेरां यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


२२ कौसलेय:--कौसल्याजीके पुत्र। २३ 
'खरध्वेसी--खर नामक राक्षसका नाश करनेवाले। 
२४ विराधवध-पण्डित:--विराध नामक दैत्यका 
वध करनेमें कुशल। २५ विभीषणपरित्राता-- 
विभीषणके रक्षक । २६ दशग्रीबशिरोहरः--दशशीर 
रावणके मस्तक कारनेवाले । २७ सप्ततालप्रभेत्ता 
सात तालवृक्षॉको एक ही बाणसे बींध डालनेवाले । २८ 
हरकोदण्ड- स्वण्डनः--जनकपुरमें शिवजीके धनुषको 
तोड़नेवाले। २९  जामदग्न्यमहादर्पदलन:-- 

महान्‌ अभिमानको चूर्ण करनेवाले । ३० 
ताडकान्तकृत्‌-- ताड़का नामवाली राक्षसीका बध 
करनेनाले। ३९ लेदान्तपारः--वेदान्तके पारङ्गत 
विद्वान्‌ अथवा वेदान्तसे भी अतीत ! ३२ खेदात्मा-- 
बेदस्वरूप । ३३ भवबन्यैकभेषजः--संसारबन्धनसे 
मुक्त करनेके लिये एकमात्र औषधरूप। ३४ 
दूषणत्रिशिरोऽरिःदूषण और त्रिशिरा नामक 
राक्षसोकि शत्रु। ३५ त्रिमूर्तिः --ज़ह्या, विष्णु और 
शिव--तीन रूप धारण करनेवाले । ३६ त्रिगुण:-- 
त्रिगुणस्वरूप अथवा तीनों गुणोंके आश्रय। ३७ 
त्रयी--तीन वेदस्वरूप। ३८ त्रिविक्रमः वामन 
अवतारमें तीन पगोंसे समस्त त्रिलोकीको नाप लेनेवाले । 
३९ त्रिल्लोकात्मा--तीनों लोकॉके आत्मा] ४० 
पुण्यचारित्रकीर्तनः जिनकी लीलाओंका कीर्तन 
परम पवित्र है, ऐसे। ४१ त्रिलोकरक्षक: तीनों 
लोकॉकी रक्षा करनेवारे। ४२ अन्जी--धनुष धारण 
करनेवाले | ४३ दण्डकारण्यवासकृत्‌---दण्डकारण्यमें 
निवास करनेवाले । डड अहल्यापावनः अहल्याको 
पवित्र करनेवाले । ४५ पितृभक्त:--पिताके भक्त । 
४६ खरप्रदः--वर देनेवाले । ४७ जितेन्द्रियः 
इन्द्रियोंको काबूमें रखनेवाले। ४८ जितक्ोधः- 
क्रोधको जीतनेवाले। ४९ जितलोभः--लोभकी 
वृत्तिको परास्त करनेवारे। ५० जगदुरु:-- अपने 
आदर्श चरित्रॉसे सम्पूर्ण जगत्को शिक्षा देनेके कारण 


सबके गुरु। ५१ ऋक्षवानरसंघाती--वानर और 
भालुओंकी सेनाका संगठन करनेवाले । ५२ चित्रकूट" 
समाश्रयः-- वनवासके समय चित्रकूटपर्वतपर निवास 
करनेवाले । ५३ जयन्तत्राणवरद: जयन्तके प्राणोंकी 
रक्षा करके उसे वर देनेवाले। ५४ सुमित्रापुत्र- 
सेवरितः-_ सुमित्रानन्दन लक्ष्मणके द्वारा सेवित । ५५ 
स्पर्वदेबाधिदेव:---सम्पूर्ण देबताओंके भी अधिदेवता । 
५६ मृतवानरजीवनः-मरे हुए वानरोंको जीवित 
करनेवाले । ५७ मायामारीचहन्ता-- मायामय मृगका 
रूप धारण करके आये हुए मारीच नामक राक्षसका वध 
करनेवाले । ५८ महाभागः--महान्‌ सौभाग्यशाली | 
५९ महाभुज:--बड़ी-बड़ी बाँहाँवाले। ६० 
सर्वदेवस्तुतः--सम्पूर्ण देवता जिनकी स्तुति करते हैं, 
ऐसे। ६९ सौम्यः---शान्तस्वभाव। ६२ 
ब्रह्मण्यः ्राह्मणोंके हितैषी । ६३ 
सुनिसत्तमः--मुनियोमें श्रेष्ठ। ६४ महायोगी 
सम्पूर्ण योगोंके अधिष्ठान होनेके कारण महान्‌ योगी । 
६५ महोदारः--परम उदार। ६६ सुग्रीवस्थिर- 
राज्यद्‌ः--सुग्रीवको स्थिर राज्य प्रदान करनेवाले । ६७ 
सर्वपुण्याधिकफल: समस्त पुण्योके उत्कृष्ट 
फलरूप। ६८ स्मृतसर्वाघनाहानः--स्मरण करने- 
मात्रसे ही सम्पूर्ण पापोंका नाहा करनेवाले। ६९ 
आदिपुरुषः--ब्रह्माजीको भी उत्पन्न करनेके कारण 
सबके आदिभूत अन्तर्यामी परमात्मा। ७० 
महापुरुषः समस्त पुरुषोमें महान्‌। ७१ परमः 
पुरूष:--सवोत्कृष्ट पुरुष । ७२ पुण्योदयः--पुण्यको 
अकट करनेवाले । ७३ महासारः सर्वश्रेष्ठ सारभूत 
परमात्मा। ७४ पुराणपुरुषोत्तमः -पुराणप्रसिद्ध 
क्षर-अक्षर पुरुषॉसे श्रेष्ठ लीलापुरुषोत्तम। ७५ 
स्मितवक्त्र: जिनके मुखपर सदा मुसकानकी छरा 
कायी रहती है, ऐसे। ७६ मितभाधी--कम 
बोलनेवाले। ७७ पूर्वभाषी-_पूर्ववक्ता। ७८ 
राघव:--रघुकुलमें अवतीर्ण । ७९ अनन्तगुण- 


उसरखण्ड ३ 


+ श्रीराम-नामकी महिमा तथा श्रीरामके १०८ नामका माहात्थ्य + 


९९७ 


3७४०५०४७७०७७७४५७४५»०»४७५०४५»*४&3**&&***»»४०»»४ ४393४ $*## ## ४ ०५५ **&2###/5५*2»62०१४५४*५०५.५७५४५४७०93क्‍०* ७2. 


गम्भीरः-- अनन्त कल्याणमय गुणोंसे युक्त एवं गम्भीर । 
८० धौरोदात्तगुणोत्तरः* --धीरोदात्त नायकके 
लोकोत्तर गुणोंसे युक्त! ८९ मायामानुषचारित्र: 
अपनी मायाका आश्रय लेकर मनुष्योंकी-सी लीलाएँ 
करनेवाले। ८२ महादेवाभिपूजितः- भगवान्‌ 
झङ्करके द्वारा निरन्तर पूजित । ८३ सेतुकृत्‌--समुद्रपर 
पुल बाँधनेवाले । ८४ जितबारीझाः-- समुद्रको 
जीतनेनाले। ८५ सर्वतीर्थमयः --सर्वतीर्थस्वरूप । 
८६ हरिः—पाप-तापको हरनेवाले। ८७ 
श्यामाड्र:---श्याम विग्रहवाले । ८८ सुन्दरः--परम 
मनोहर । ८९ शूरः अनुपम शौर्यसे सम्पन्न वीर | ९० 
'पीतवासा:--- पीताम्बरधारी । ९१ धनुर्धरः-_ धनुष 
धारण करनेवाले। ९२ सर्वयज्ञाधिपः--सम्पूर्ण 
यज्ञोके स्वामी। ९३ यज्ञः--यज्ञस्वरूप। ९४ 
जरामरणबर्जितः--बुढ़ापा और मृत्युसे रहित। ९५ 
शिवलिङ्गप्रतिष्ठाता--रामेश्वर नामक ज्योतिर्लिङ्गकी 
स्थापना करनेवाले । ९६ सर्वाधगणवर्जितः -- समस्त 
पाप-राशिसे रहित! ९७ परमात्मा--परमश्रेष्ठ, 
नित्यशुद्ध-बुद्ध-मुक्तस्वमाव। ९८ परं ब्रह्म 


सर्वोत्कृष्ट, सर्वव्यापी एवं सर्वाधिष्ठान परमेश्वर। ९९ 
सश्चिदानन्दविग्रहः--- सत्‌, चित्‌ और आनन्द ही 
जिनके स्वरूपका निर्देश करानेवाला है, ऐसे परमात्मा 
अथवा सचिदानन्दमयदिव्यविग्रह।. १०० परं 
ज्योति:--प्रम प्रकाशमय, परम ज्ञानमय । १०९ पर॑ 
धाम- सर्वोत्कृष्ट तेज अथवा साकेतधामस्वरूप । 
१०२ पराकाशः--त्रिपाद विभूतिमें स्थित परमव्योम 
नामक बैकुण्ठधामरूप, महाकाझस्वरूप ब्रह्म | १०३ 

परात्पर:---पर-- इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदिसे भी परे 
परमेश्वर । १०४ परेश: --सर्वोत्कृष्ट शासक। १०५ 

पारग:--सबको पार लगानेबाले अथवा मायामय 

जगतकी सीमासे बाहर रहनेवाले। १०६ पार:-- 

सबसे परे विधमान अथवा भवसागरसे पार जानेकी 

इच्छा रखनेवाले प्राणियोके प्राप्तव्य परमात्मा। १०७ 

सर्वभूतात्पक:--सर्वभूतस्वरूप। १०८ दिवः 

परम कल्याणमय- ये श्रीरामचन्द्रजीके एक सौ आठ 

नाम हैं। देवि! थे नाम गोपनीयसे भी गोपनीय हैं; 

किन्तु स्नेहबश मैंने इन्हें तुम्हारे सामने प्रकाशित 

किया है।† 


* कहीं-कहीं 'धीरो दान्तगुणोत्तरः' पाठ मिलता है, यह छपाईकी भूल जान पड़ती है । यदि ऐसा ही पाठ मानें तो ऐसा अर्थ 


करना चाहिये--'धीर एवं जितेन्दिय पुरुषके श्रेष्ठ गुणोंसे युक्त ।' 


† ३% श्रौरामो रामचन्द्रश्न रामभद्रश्च शाश्वत: । राजीबलोचनः श्रीमान्‌ राजेन्द्रो रघुपुक्गयः ॥ 
जानकीवल्लभो जैत्रो जितामित्रो जनार्दनः ! विश्वामित्रप्रियो दात्तः शरण्यत्राणतत्परः ॥ 
बालिप्रमथनो वाग्मी सत्यवाक्‌ सस्यविक्रमः। सत्यत्रतो ब्रतफल: सदा हनुमदाश्रयः ॥ 


कौसलेयः खरध्वंसी विराधवधपण्डितः । विभीषणपरित्राता दञञग्रीवरिरोहरः ॥ 
सप्ततालप्रभेत्ता च हरकोदण्डखण्डनः । जामदग्न्यमहादर्पदलनस्ताङकान्तकृत्‌ n 
वेदान्तपारो वेदात्मा भवसन्धैकभेषजः । दूषणत्रिसिरोऽरिश्च जिमूर्तिस्बगुणलयी ॥ 
त्रिविक्रमस्निलोकात्मा पुण्यचारित्रकीर्तनः। त्रिलोकरक्षको घन्वी दण्डकारण्यवासकृत्‌॥ 
अहल्यापाबनश्चैः पितृभक्तो वरप्रदः । जितेन्द्रियो जितक्रोधो जितलोभो जगदुरुः ॥ 
ऋक्षवानरसंघाती चित्रकूटसमाश्रयः । जयन्त्राणदरदः सुमित्रपुत्रसेवितः ॥ 
सर्वदेवाधिदेवश्च मृतवानरजीवनः । मायामारीचहन्ता च महाभागो , महाभुजः ॥ 


सर्वदेवस्तुतः सौम्यो ब्रह्मण्यो मुनिसत्तमः । महायोगी महोदारः सुम्रीवस्थिरणज्यदः ॥ 
सर्वपुण्याधिकफलः स्मृतसर्वाघनाझनः । आदिपुरुषो महापुरुषः परमः` पुरुषस्तथा ॥ 
पुण्योदयो महासारः  पुराणपुरुषोत्तम: | स्मितवक्त्रो मितभाषी पूर्वभावी च णघव: ॥ 
अनन्तगुणमम्भीरो धोरोदात्तगुणोत्तर: । मायामानुषचारित्रो महादेवाभिपूजितः ॥ 
सेतुकृञ्जितबारीशः सर्वतीर्थमयो हरिः। इयामाङ्गः सुन्दरः शूरः पीतवासा धनुर्धरः ॥ 
सर्वयज्ञाधिपो यज्ञो जरामरणवर्जितः । शिकलिङ्गप्रतिष्ठाता सर्वाघगणवर्जितः ॥ 


९९८ 


» अर्चयस्व इचीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌» 


[ संक्षिप्त पदापुराण 


2222229420202:022020222299022290:24029-99:909-9090-990:20:%१००:६००-७७७७७७०:००००५०००००५१२७७५०७-५७७०७७०२००७०७७०००००००००००००९ ५७७७. 


जो भक्तियुक्त चित्तसे इन नामॉका पाठ या श्रवण 
करता है, वह सौ कोटि कल्पॉमें किये हुए समस्त पापोसे 
मुक्त हो जाता है | पार्वती ! इन नामोंका भक्तिभावसे 
पाठ करनेवाले मनुष्योंके लिये जल भी स्थल हो जाते 
हैं, शत्रु मित्र बन जाते हैं, राजा दास हो जाते हैं, जलती 
हुई आग शान्त हो जाती है, समस्त प्राणी अनुकूल हो 
जाते हैं, चञ्चल लक्ष्मी भी स्थिर हो जाती है, ग्रह अनुग्रह 
करने लगते हैं तथा समस्त उपद्रव शान्त हो जाते हैं। जो 
| इन नामोंका पाठ करता है, तीनों लोकके 
आणी उसके वशमें हो जाते हैं तथा वह मनमें जो-जो 
कामना करता है, वह सब इन नामोंके कीर्तनसे पा लेता 
है। जो दूर्बादलके समान श्यामसुन्दर कमलनयन, 
पीताम्बरधारी भगवान्‌ श्रीरामका इन दिव्य नामोंसे 
स्तवन करते हैं, वे मनुष्य कभी संसार-बन्धनमें नहीं 
पड़ते। राम, रामभद्र, रामचन्द्र, वेधा, रघुनाथ, नाथ 
एवं सीतापतिको नमस्कार है।* देवि ! केबल इस 
मन्त्रका भी जो.दिन-रात जप करता है, वह सब पापोंसे 
मुक्त हो श्रीविष्णुका सायुज्य प्राप्त कर लेता है। इस 
प्रकार मैंने तुम्हारे प्रेमनश भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीके 


वेदानुमोदित माहात्यका वर्णन किया है। यह परम 
कल्याणकारक है। 

वसिष्ठजी कहते हैं--भगवान्‌ शङ्करके द्वारा कहे 
हुए परमात्मा श्रीरामचन्द्रजीके माहात्म्यको सुनकर पार्वती 
देवी “रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे । रघुनाथाय 
नाथाय सीतायाः पतये नमः ॥' इस मन्त्रका ही 
सदा--सब अवस्थाओंमें जप करती हुई कैलासमें 
अपने पतिके साथ सुखपूर्वक रहने लगीं। राजा 
दिलीप ! यह मैंने तुमसे परम गोपनीय विषयका वर्णन 
किया है। जो भक्तियुक्त इदयसे इस प्रसङ्गका पाठ या 
श्रवण करता है, वह सबका वन्दनीय, सब तत्त्वोका 
ज्ञाता और महान्‌ भगवद्धक्त होता है । इतना ही नहीं, वह 
समस्त कर्मोके बन्धनसे मुक्त हो परमपदको प्राप्त कर 
लेता है । राजन्‌! तुम इस संसारमें धन्य हो; क्योंकि 
तुम्हारे ही कुलमें पुराणपुरुषोत्तम श्रीहरि सब लोकोंका 
हित करनेके लिये दशरथनन्दनके रूपमें अवतार लेंगे। 
अतः इक्ष्वाकुबंशीय क्षत्रिय देवताओके लिये भी 
पूजनीय होते हैं; क्योंकि उनके कुलमें राजीवलोचन 
भगवान्‌ श्रीरामका अवतार होता है। 


ललल रट ललल 


त्रिदेवॉमें श्रीविष्णुकी श्रेष्ठता तथा अन्थका उपसंहार 


बसिष्ठजी कहते हैं--पूर्वकालकी बात 
है--स्वायम्भुव मनु परम उत्तम एवं दीर्घकालतक चालू 
रहनेवाले यशका अनुष्ठान करनेके लिये मुनियोंके साथ 
मन्दराचल पर्वतपर गये। उस यज्ञमें कठोर ब्रतोंका 
पालन करनेवाले, अनेक शास्त्रॉके ज्ञाता, बालसूर्य एवे 
अग्निके समान तेजस्वी, समस्त बेदोंके विद्वान्‌ तथा सब 
धर्मोकि अनुष्ठानमें तत्पर रहनेवाले मुनि पधारे थे। वह 
महायज्ञ जब आरम्भ हुआ तो पापरहित मुनि, देवता- 


तत्वका अनुसन्धान करनेके लिये परस्पर बोले-- 
“वेदवेत्ता बराह्मणॉके लिये कौन देवता सर्वश्रेष्ठ एव पूज्य 
है ? ब्रह्मा, विष्णु और शिवमेंसे किसकी अधिक स्तुति 
हुई है? किसका चरणोदक सेवन करनेयोग्य है? 
किसको भोग लगाया हुआ प्रसाद परम पावन है ? कौन 
अविनाशी, परमधामस्वरूप एवं सनातन परमात्मा है? 
किसके प्रसाद और चरणोदक पितरोंको तृप्ति प्रदान 
करनेवाले होते हैं ?' 


"पथ: 


परमात्मा परं 


ब्रह्म. सच्चिदानन्दविग्रह: । परे ज्योतिः परे घाम पराकाशः परात्पर: ॥ 


परेशः पारगः पार: सर्वभूतात्मकः शिव: । इति श्रीरामचन्द्रस्य नाम्नामष्टोत्तरं शतम्‌। 


गुहादुहावर देवि तत्र स्नेहात्‌ 


कीर्तितम्‌ ॥ 


(२८१॥ ३०-०४) 


के रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे। रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः ॥ (२८१ । ५५) 


उत्तरखण्ड ] 


» त्रिदेवॉमें श्रीविष्णुकी श्रेष्ठता तथा प्रन्थका उपसंहार » 


2००७००९०००००००९०१००९३१०९०००००००००००००००७०७०७७०-७७७०-९००११००००७-१०-९००७००००१९५०९०००००१०००११००००:५.,०७:५७-७७० ००००-००-०७. 


९९९ 


वहाँ बैठे हुए महर्षियॉमें इस विषयपर महान्‌ 
वाद-विवाद हुआ। किन्ही महर्षियोने केवल रुद्रको 
सर्वश्रेष्ठ बतलाया । कोई कहने लगे--श्रह्माजी ही 
पूजनीय हैं । कुछ लोगेनि कहा--सूर्य ही सब जीवॉके 
पूजनीय हैं तथा कुछ दूसरे ब्राह्मणोने अपनी सम्मति इस 
अकार प्रकट की--आदि-अन्तसे रहित भगवान्‌ विष्णु 
ही परमेश्वर हैं। वे ही सब देवताओंमें श्रेष्ठ एवं पूजन 
करनेके योग्य हैं । इस प्रकार विवाद करते हुए महर्षियोंसे 
स्वायम्भुव मनुने कहा--'वे जो शुद्ध-सत्त्वमय, 
कल्याणमय गुणोंसे युक्त, कमलके समान नेत्रोवाले, 
श्रीदेबीके स्वामी भगवान्‌ पुरुषोत्तम हैं-एकमात्र वे ही 
वेदवेत्ता ब्राह्मणोंद्वारा पूजित हैं ।' 

मनुकी यह बात सुनकर सब महर्षियोने हाथ 
जोड़कर तपोनिधि भूगुजीसे कहा--'सुब्रत ! आप ही 
हमलोगोंका सन्देह दूर करनेमें समर्थ है । आप ब्रह्मा, 
विष्णु तथा महादेव--तीनों देवताओके पास जाइये।' 
उनके ऐसा कहनेपर मुनिश्रेष्ठ भृगु तुरंत ही कैलास 
पर्वतपर गये। भगवान्‌ शङ्करके गृहद्वारपर पहुँचकर 
उन्होंने देखा--महाभयंकर रूपवाले नन्दी हाथमें त्रिशूल 
लिये खड़े हैं। भूगुजीने उनसे कहा--'मेरा नाम भृगु है, 
मैं ब्राह्मण हूँ और देवश्रेष्ठ महादेवजीका दर्शन करनेके 
लिये यहाँ आया हूँ। आप भगवान्‌ शङ्करको शीघ्र ही मेरे 
आनेकी सूचना दें।' यह सुनकर समस्त शिवगणोके 
स्वामी नन्दीने उन अमिततेजस्वी महर्षिसे कठोर वाणीमें 
कहा--'अरे ! इस समय भगवानके पास तुम नहीं 
पहुँच सकते। अभी भगवान्‌ शङ्कर देवीके साथ 
क्रीड़ाभवनमें हैं। यदि जीवित रहना चाहते हो तो लौट 
जाओ, लौट जाओ ।' 

तब भृगुने कुपित होकर कहा--'ये रुद्र तमोगुणसे 
युक्त होकर अपने द्वारपर आये हुए मुझ ब्राह्मणको नहीं 
जानते हैं। इसलिये इन्हें दिया हुआ अन्न, जल, फूल, 
इविष्य तथा निर्माल्य--सब कुछ अभक्ष्य हो जायगा ।' 
{स प्रकार भगवान्‌ शिवको शाप देकर भूगु ब्रह्मलोकमें 
गये । वहाँ नह्माजी सब देवताओके साथ बैठे हुए थे! 
हें देख भगजीने हाथ जोडकर प्रणाम किया और 


चुपचाप बे उनके सामने खड़े रहे | किन्तु ब्रह्माजीने उन 
मुनिश्रेष्ठको आया हुआ देखकर भी उनका कुछ सत्कार 
नहीं किया। उनसे प्रिय वचनतक नहीं कहा । उस समय 
ब्रह्माजी कमलके आसनपर महान्‌ ऐश्वर्यके साथ बैठे हुए 
थे । तब महातेजस्वी महर्षिने लोक-पितामह बरह्मासे 
कहा--'आप महान्‌ रजोगुणसे युक्त होकर मेरी 
अवहेलना कर रहे हैं, इसलिये आजसे समस्त संसारके 
लिये आप अपूज्य हो जायँगे ।' 
लोकपूजित महात्मा ब्रह्माजीको ऐसा झाप देकर 
महर्षि भृगु सहसा क्षीरसागरके उत्तर तटपर श्रीबिष्णुके 
लोकमें गये। वहाँ जो महात्मा पुरुष रहते थे, उन्होंने 
भृगुजीका यथायोग्य सत्कार किया। उस लोकमें कहाँ 
भी उनके लिये रोक-टोक नहीं हुई। वे भगवानके 
अन्तःपुरमें बेधड़क चले गये । वहाँ उन्होने सूर्यके समान 
तेजस्वी विमल विमानमें रोषनागकी झाय्यापर सोये हुए 
भगवान्‌ लक्ष्मीपतिको देखा । लक्ष्मी अपने करकमलोसे 
भगवानके दोनों चरणोंकी सेवा कर रही थीं । उन्हें 
देखकर मुनिश्रेष्ठ भृगु अकारण कुपित हो उठे और 
उन्होने भगवानके झोभायमान वक्षःस्थळपर अपने बायें 
चरणसे अहार किया। भगवान्‌ तुरंत उठ बैठे और 
प्रसन्नतापूर्वक नोले--'आज मैं धन्य हो गया।' ऐसा 
कहकर वे हर्षके साथ अपने दो हाथोसे महर्षिके चरण 
दबाने लगे । थीरे-धीरै चरण दबाकर उन्होंने मधुर 
बाणीमें कहा--'ब्रहमषे ! आज मैं धन्य और कृतकृत्य 
हो गया। मेरे झरीरमें आपके चरणोंका स्पर्श होनेसे 
मेरा बड़ा मङ्गल होगा। जो समस्त सम्पत्तिकी मासिके 
कारण तथा अपार संसारसागरसे पार होनेके र्ते सेतुके 
समान हैं, वे ब्राह्मणोंकी चरण-धूलियाँ मुझे सदा पवित्र 
करती रहें।' 
ऐसा कहकर भगवान्‌ जनार्दने लक्ष्मौदेबीके साथ 
हसा उठकर दिव्य माळा और चन्दन आदिके द्वारा 
भक्तिपूर्वक भृगुजीका पूजन किया। उनको इस रूपमे 
देखकर मुनिश्रेष्ठ भृगुजीके नेत्रोंमें आनन्दके आँसू भर 
आये । उन्होंने आसनसे उठकर करुणासागर भगवान्को 
प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा--'आहो ! 


९००० 


+ अर्चयस्व हृषीकेशं यदीच्छसि परं पदम्‌ + 


[ संक्षिप्त पद्मपुराण 


श्रीहरिका कितना मनोहर रूप है, कैसी शान्ति है, कैसा 
ज्ञान है, कितनी दया है, कैसी निर्मल क्षमा और कितना 
पादन सत्त्वगुण है। भगवन्‌! आप गुणोंके समुद्र हैं। 
आपमें ही स्वाभाविक रूपसे कल्याणमय सत्त्वगुणका 
निवास है। आप ही ब्राह्मणोंके हितैषी, शरणागतोंके 
रक्षक और पुरुषोत्तम हैं। आपका चरणोदक पितरों, 
देवताओं तथा सम्पूर्ण ब्राह्मणोंके लिये सेव्य है। यह 
पापोका नाशक और मुक्तिका दाता है। भगवन्‌! 
आपहीका भोग लगा हुआ प्रसाद देवता, पितर और 
के सेवन करनेयोग्य है। इसलिये 
ज्राझणको उचित है कि वह प्रतिदिन आप सनातन 
पुरुषका पूजन करके आपका चरणोदक ले और आपके 
भोग लगाये हुए प्रसादस्वरूप अन्रका भोजन करे। 
प्रभो ! जो आपको निवेदित किये हुए अन्नका हवन या 
दान करता है, वह देवताओं और पितरोंको तृप्त करता 
तथा अक्षय फलका भागी होता है। अतः आप ही 
ब्राह्मणोंके पूजनीय हैं । 
आप सम्पूर्ण देवताओमें ब्राह्मणत्वको प्राप्त हों; 
क्योंकि आप न्राह्मणोंके पूज्य और शुद्ध सत्त्वगुणसे 
सम्पन्न हैं । ब्राह्मणलोग सदा आप पुरुषोत्तमका ही भजन 
करते हैं। जो आपका पूजन करते हैं, वे ही विप्र 
चास्तवमें ब्राह्मण हैं, दूसरे नहीं । इस विषयमें सन्देहके 
लिये स्थान नहीं है। देवकीनम्दन' श्रीकृष्ण ब्राह्मणोंके 
हितैषी हैं। श्रीमधुसूदन ब्राह्मणोके हितचिन्तक हैं। 
श्रीपुण्डरीकाक्ष ब्राह्मणोंके प्रेमी हैं। अविनाशी भगवान्‌ 
विष्णु ब्राह्मणहितैषी हैं। ससिंदानन्दस्वरूप भगवान्‌ 


वासुदेव एवं आपनी महिमासे कभी च्युत न होनेवाले 
श्रीहरि ब्राह्मणोंके हितकारक हैं। भगवान्‌ नृसिंहे तथा 
अविनाशी नारायण भी ब्राह्मणोंपर कृपा करनेवाले हैं। 
श्रीधर, श्रीश, गोविन्द एवं वामन आदि नामोंसे प्रसिद्ध 
भगवान्‌ श्रीहरि ब्राहाणोपर स्नेह रखते हैं। यज्ञवाराह- 
रूपधारी पुरुषोत्तम भगवान्‌ केशव ब्राह्मणोंका कल्याण 
करनेवाले हैं । रघुकुलभूषण राजीवलोचन श्रीरामचन्द्रजी 
भी ब्राह्मणोंके सुहृद्‌ हैं। भगवान्‌ पद्मनाभ तथा दामोदर 
(श्रीकृष्ण) भी ब्राह्मणोंका हित चाहनेवाले हैं। माधव, 
यज्ञपुरुष एवं भगवान्‌ त्रिविक्रम भी ब्राह्मणहितैषी हैं। 
पीताम्बरधारी हृषीकेश श्रीजनार्दन ब्राह्मणोंके हितकारी 
हैं। शाङ्ग धनुष धारण करनेवाले ब्राह्मणहितैषी देवता 
श्रीवासुदेवको नमस्कार है। कमलके समान नेत्रॉबाले 
लक्ष्मीपति श्रीनारायणको नमस्कार है। ब्राह्मणहितैषी 
देवता सर्वव्यापी वासुदेवको नमस्कार है । कल्याणमय 
गुणोंसे परिपूर्ण, सृष्टि, पालन और संहारके कारणरूप 
आप परमात्माको नमस्कार है । ्ह्मणोके हितैषी देवता 
दयन्न, अनिरुद्ध तथा सङ्कर्षणको नमस्कार है। 
झेषनागकी शय्यापर शयन करनेवाले ब्रह्मण्यदेब 
भगवान्‌ विष्णुको नमस्कार है। कमलके समान नेत्रोंबाले 
श्रीरघुनाथजीको बारम्बार नमस्कार है। प्रभो ! सम्पूर्ण 
देवता और ऋषि आपकी मायासे मोहित होनेके कारण 
सम्पूर्ण लोकॉके स्वामी आप परमात्माको नहीं जानते । 
भगवन्‌ ! सम्पूर्ण चेदोंके विद्वान्‌ भी आपके तत्को नहीं 
जानते ।* भगवन्‌ ! मैं महर्षियोंके भेजनेपर आपके पास 
आया हूँ। आपके शील और गुणोंका ज्ञान प्राप्त करनेके 


क सवेषामेव देवानां 


ब्राहाणत्बमवामुहि । त्वामेव हि सदा विप्रा भजन्ति पुरुषोत्तमम्‌ ॥ 


जाहाणास्ते बभूनुस्तु नान्यास्तत्र न संशय: । ब्रह्मण्यो देवकीपुत्रो ब्रह्मण्यो मधुसूदन: ॥ 
बरह्मण्यः पुण्डरीकाक्षो ब्रह्मण्यो विष्णुरव्ययः । ब्रह्मण्यो भगवान्कृष्णो व्सुदेखोऽच्युतो हरिः ॥ 
ब्रह्मण्यो नारसिंहः स्यात्तथा नारायणोऽव्ययः । न्रहमण्यः श्रीधरः श्रीशो गोविन्दो वामनस्तथा ॥ 
अहाण्यो यज्ञवाराह: केशवः पुरुषोत्तमः । ब्रह्मण्यो राघवः श्रीमान्रामो राजीवल्त्रेचनः ॥ 
अ्रह्मण्य: पद्मनाभश्च तथा दामोदरः प्रभुः । ब्रह्मण्यो माघवो यज्ञस्तथा त्रिविक्रमः प्रभुः ॥ 
ग्रह्मण्यक्च हषीकेरोः पीतवासा जनार्दनः! नमो व्रह्मण्यदेवाय वासुदेवाय शार्ङ्गिणे॥ 
नारायणाय श्रीशाय पुण्डरीकेक्षणाय च।नमों ब्रह्मण्यदेवाय वासुदेवाय विण्णठे ॥ 


कल्याणगुणपूर्णाय नमस्ते 


परमात्मने । नमो ब्रह्मण्यदेवाय 


सर्गस्थित्यन्तहेतवे ॥ 


उत्तरखण्ड ] 


* त्रिदेवॉमें श्रीविष्णुको श्रेष्ठता तथा अन्यका उपसंहार « 


१००१ 


७७७०००९३०७०००१७००७५-९०७०००००७००००७७३३-९५०१०००७७००००५६.३:५३९०७७३:५:३4:५००:०:००००००-०००११०००%००-०-००७:९१०००७९००९७-०९३:७० ०८६ 


लिये ही मैंने आपकी छातीपर पैर रखा है । गोविन्द ! 
कृपानिधे ! मेरे इस अपराधको क्षमा करें।' 

ऐसा कहकर महर्षि भृगुने बारम्बार भगवानके 
चरणोंमें प्रणाम किया । भगवानके धाममें रहनेवाले दिव्य 
महर्षियोंने भृगुजीका भलीभाँति ख्वागत-सत्कार किया । 
वहाँसे प्रसन्नचित्त होकर वे यज्ञमें महर्षियोंके पास लौट 
आये । उन्हें आया देख महर्षियॉने उठकर नमस्कार किया 
और विधिपूर्वक उनकी पूजा की। तत्पश्चात्‌ मुनिश्रेष्ठ 
भृगुने उन महर्षियोंसे सब बातें बतायीँ । उन्होंने कहा--' 
“ब्रह्माजीमें रजोगुणका आधिक्य है और रुद्रमें 
तमोगुणका । केवल भगवान्‌ विष्णु शुद्ध सत्त्वमय हैं । वे 
कल्याणमय गुणोंके सागर, नारायण, परन्रह्म तथा 
सम्पूर्ण ब्राह्मणोंके देवता हैं। वे ही विधोंके लिये पूजनीय 
हैं। उनके स्मरणमात्रसे पापियोंकी भी मुक्ति हो जाती है । 
उनका चरणोदक तथा भोग लगाया हुआ प्रसाद समस्त 
मनुष्यों और विशेषतः त्राह्मणोंके सेवन करनेयोग्य, 
परमपावन तथा स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करनेवाला है। 
भगवान्‌ विष्णुको निवेदन किये हुए हविष्यका ही 
देवताओके लिये हवन करे और वही पितरोंको भी दे। 
बह सब अक्षय होता है । अतः द्विजवरो ! तुम आलस्य 
छोड़कर जीवनभर भगवान्‌ विष्णुका पूजन करो । बे ही 
परम धाम हैं और वे ही सत्य ज्योति । अष्टाक्षरमन्त्रके 
द्वारा विधिपूर्वक पुरुषोत्तमका पूजन और उनके प्रसादका 
सेवन करना चाहिये । श्रीविष्णु ही सब यज्ञॉके भोक्ता 
परमेश्वर है--ऐसा जानकर उन्हीकि उद्देश्यसे सदा हवन, 
दान और जप करे। 


वसिष्ठजी कहते हैं--भृगुजीके ऐसा कहनेपर 

समस्त निष्पाप महर्षियोने उन्हें नमस्कार किया और उन्हॉसे 
मन्त्रको दीक्षा ले भगवान्‌ विष्णुका पूजन किया । राजन्‌ ! 
ये सब बातें मैंने प्रसज्ञवश तुम्हें बतलायी हैं। भगवान्‌ 
श्रीरमचन्द्रजी सब देवताओंमें पावन एवं पुरुषोत्तम हैं। 
अतः यदि तुम परम पदको ग्राप्त करना चाहते हो तो उन 
श्रीरघुनाथजीकी ही शरणमें जाओ । राजन्‌ ! यह समस्त 
पुराण वेदके तुल्य है। स्वायम्भुव मन्वन्तरमें साक्षात्‌ 
ब्रह्माजीने इसका उपदेश किया था। जो प्रतिदिन 
एकाग्रचित्त हो इसका श्रवण आथवा पाठ करता है, उसकी 
भगवान्‌ लक्ष्मीपतिमें अनन्य भक्ति होती है । वह विद्यार्थी 
हो तो विद्या, धर्मार्थी हो तो धर्म, मोक्षार्थी हो तो मोक्ष और 
कामार्थी हो तो सुख पाता है। द्वादशी तिथिको, श्रवण 
नक्षत्रमें, सूर्य और चन्द्रमाके अहणके अवसरपर, 
अमावास्या तथा पूर्णिमाको इसका भक्तिपूर्वक पाठ करना 
चाहिये । जो एकाग्रचित्त हो प्रतिदिन इसके आधे या 
चौथाई इलोकका भी पाठ करता है बह निश्चय ही एक 
हजार अश्वमेध यज्ञका फल पाता है । इस प्रकार यह परम 
गुह्य पद्मपुराण कहा गया । यदि परम पदकी प्राप्ति चाहते 
हो तो सदा भगवान्‌ हषीकेशकी आराधना करो । 

'सूतजी कहते हैं--अपने गुरु वसिष्ठजीके ऐसा 
कहनेपर नृपश्रेष्ठ राजा दिलीपने उनको प्रणाम किया और 
यथायोग्य पूजा करके उनसे विधिपूर्वक विष्णुमःत्रकी 
दीक्षा ली। फिर आलस्यरहित हो उन्होंने जीवनभर 
श्रीहषीकेशकी आराधना करके समयानुसार योगियोको 
आप्त होनेयोग्य सनातन विष्णुधामको आप्त कर लिया। 


अञयुम्रायानिरुद्धाय तथा संकर्षणाय च। नमो 
बाराहवपुषे नित्य॑त्रयीनाथाय ते नमः।नमो 
राजीवदळनेत्राय  राधवाय नमो नमः। मायया 
न जानन्ति महात्मानं सर्वलोकेश्वरं प्रभो। त्वां न 


ब्रह्मण्यदेवाय सर्वदेवस्वरूपिणे ॥ 
ब्रह्मण्यदेवाय नागपर्यङ्कशायिने ॥ 
मोहिताः सर्वे देवाश्च ऋषयस्तव॥ 
जानन्ति भगवन्सर्ववेदकिदोऽपि हि॥ 
(२८२ ।७०--८२) 


